॥ श्रीः ॥ 


~& काशी-संस्क्त-ग्रन्थमाला Be 
१५६ 


४5५२ 


महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता 
Tan 
सुश्रुतसंहिता 


“आयुवेंद्तत्त्वसन्दीपिका' हिन्दीव्याख्या-वैज्ञानिक-विम्श-टिप्पणीसहिता 


टीकाकारः 


कविराज Clo अस्विकादक्तश्ञाखी ए एम, एस 


st 
agar, afer, साहित्यरक्ष, काव्य-पुराणतीर्थ, भूतपूर्व प्रिन्सिपल, श्री हरनन्दराय रुईया आयुर्वेद कालेज, 
रामगढ, श्री गुरुकुल कांगडी आयुर्वेद कालेज, हरद्वार, श्री टि० So सस्क्ृतायुवेंद कालेज, जयपुर, 
वाइसप्रिन्सिपल--थी राजकुमार सिंह आयुर्वेद कालेज, इन्दौर । 


प्रस्तावनालेखकः-- 


डा० प्राणजीवन माणेकचन्द मेहता, 
एम. डी., एम. एस , एफ, सी. पी एस., एफ आइ सी एस. 


भप्रकारक-- 


च्य e AR 
चाखम्बा सस्कृत सारज, बनारस-३ 


९०११ ] प्रथमातृत्तिः [ ६० aa १९५४ 


प्रकाशकः-7 
नयकृष्णदास हरिदास गुप्तः, 
'चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज आफिस, 
पो० बाक्स AO ८; बनारस-१ 


( पुनरसुद्रणादिकाः सर्वेऽधिकारा- प्रकाशकाधीनाः ) 
The Chowkhamba Sanskrit Series Office. 
P. 0. Box 8, Banaras. 
1954 


मुद्रकः-- 
विद्याविलास प्रेस | 
बनारस-१ 


FR 
Foreword 
Tam happy to wirte these few words by way of introduction to and apprecia- 
tion of Kaviray Ambikaduttayi’s book entitled Sugruta Samhita ( आयुर्वद-तःत्वसंदी- 
पिकाव्याख्या-समुल्लसिता ) 


Susruta Samhita is one of the two most ancient, encyclopedic and authorita- 
tive classical books of Indian Medicine It is one of the few books that have lived a 
life of about two millenums. Its survival for such a long period becomes quite cons- 
picuously surprising when our day to day experience is that in our modern library 
of hundreds of thousands of volumes, a book 1s hardly extant for a period of even half 
acentury The comparative longevity of such books can be explained if we refer 
to OSLER’s classification of authors He groups them in thee classes—creator, 
transmuter and transmitter The fast is the instinctive, mspired, original and 
intellectual type He is rare, his work remains long-lived rather eternal and 
fountain—head of future generation He may be one ina million The second 18 of the 
similar type but somewhat less in original all-comprehensive concept but more 
practical and more worldly. He makes the knowledge of the first type more intelli- 
gible, practical and useful Such persons are created in every new age or rather they 
may 00 the creators of new age They are respected more or less equally as the first 
type and are placed nearly in the same category as the first The third type is 
mere copyist They 8९.४७ the purpose of keeping the torch of knowledge burning 


Suégruta Samhita is the creation of the sage surgeon of the first type 


Somebody may raise the question that there may be some older text-book 
other than Sugruta Sambita, and it must be given the place of veneration The 
~~ reply will rationalize our justification in bestowing the prime place to Sugruta 
-. Samhita in Surgery There may be scattered surgical knowledge, experience and 
practice preceding the age of compilation of Sugruta Samhita but to systematise 
and put it on a scientific level so that generalization and progress may be possible, 
needed the learning and experience of a creative personality of the author of 
Sugruta Samhita 


It is not the chronological priority that i, respected but it is the scientific 
superiority that 1s highly valued Vagbhata the guthor of the second type who 
flourished in the fourth century also states the game, 


ऋषिप्रणीते प्रीविश्वेन्मुक्ला चरकसुश्रुती | भेडाद्याः कि न पडयन्ते तस्माद्‌ ae सुभाषितम्‌ ॥ 


‘If the works of the ancient Hisis alone'are worthy of interest, why are Bhele 
and such otheis not studied, leaving off Charaka and gygruta 2 Therefore it is right 
that a good work should always be accepted.’ 


। 2 | 


The Suéruta Samhita bemg of a superb type of work, the previous books fell 
into oblivion, and all the later treatises drew inspiration and guidance Im theoretical 
concepts and practical work from 1 


Tt will be too presumptive to wiite a review for such a book, even a transmu- 
ter can write only explanatory commentary or quote wholesale excerpts from here 
and there 


It is not possible for a common man hke me to fathom the depths of such a 
meaningful and purposeful book 7. can do best to ]० hands with the scholars of the 
past and present age who have looked at 1 with all admiration and as guiding star 
and spirit, in the progress of science for the benefit of the humanity. 


{The present commentator 1s a person of wide experience and erudition. Asa 
result of indefatiguable industry and diligence he has been able to compile and 
publish a number of books on various branches of Ayurveda In this compilation he 
has taken great pains to collect the various scholarly commentaries and tried to 
compare and contrast them with one clear purpose that 18 to elucidate the real 
meaning and best interpretation of the text. Charaka lays equal stress on interpre- 
tation as on the study of the text alone. 


अधीयानोऽपि शाख्नाणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक | नाघिगच्छति शास्त्रार्थानर्थान्‌ भाग्यक्षये यथा ॥ 


‘A physician who is not conversant with the canons of exposition, though he 
may be a student of many treatises, will fail to grasp the meaning of these treatises, 
Just as a man fails to acjune wealth when fortune has deserted him’ 


Here too I find myself not competent enough to give fall justice to the labour 
of the learned author. 


A. number of commentators in different periods of the last fifteen hundred 


years have commented on 1b according to their predilection It has been translated 
in various languages of the Hast and West 


The question now arises as to what is the use of adding one more translation 
and commentary to already extant and available scores of such compilations The 
need and justification of such a new publication will be easily undeistood and 


realized if we study the present circumstances of establishment of Renaissance 
- of, Ayurveda 


THE PRESENT AGE IS THE PERIOD OF RENAISSANCE AND 
RE-EMERGENCE OF AYURVEDA 


In the end of the last centup “aw 5 
to the realization of the value of 7 mo EE lone, or She amos 


her heritage घा art, hterature and Py 
8 ; rlosophy. T 
study of Sanskmt by Western Savants, by the Royal Asiatic Society ea ae 


so) 

bodies of men of learning and enlightenment was in a great measure responsible for 
this renaissance As a result of the impact between her age-old culture and the new 
forces of modern thought from the West, India became conscious of her mission and 
special contribution to the world in the matter of thought, way of life and spiritual 
ideals The inadequacies of modern scientific mode of hfe and thought became 
gradually evident and the people of the west themselves realized that mere scientific 
achievement was going to lead mankind nowhere The literature and philosophy of 
ancient India is full of imspiration for moral and spiritual upliftment of man The 
emphasis is all on the psychic and spiritual aspects, the unseen in man As medicine 
is an integral part of the sacred literature of the Vedas, the scholars’ and resear- 
chers’ eye fell on that and one after another of these scholars beginning with Max 
Muller right up to Sylvain Levi and Dr. Filliozat of the West and our own learned 
Pandits, Vaidyas and Historians of philosophy like Dr. Radhakrishnan and Das- 
gupta discovered the unique achievement of India in Medical thought and practice. 
Indian Medicine has since been the subject of study of many orlentalists like 
Zimmer, Julius Jolly, Sigerist and other famous savants 


As a part of the new national awakening which demanded political emancipa- 
tion there arose also the desire for resuscitating the age-old system of Medicine 
and for adjusting it to the new conditions Consequently year after year conferences 
were held for the upliftment of Ayurveda and the persistent demand for such a 
revival persuaded even the British Government to open schools of medicine and 
give some degree of encouragement to Indian Medicine 


With the achievement of Independence, the people of India desired more 
than ever to revive the age-old system of Ayurveda and by methods of modern 
research to interpret it in terms intelligible to the modern world and wherever 
necessary import new trends into Ayurvedic treatment and drugs without 
endangering its basic structure and pattern. 


As a consequence of this the various states mstituted courses of study 
embodying the whole Ayurveda and the basic knowledge of Modern Medicine The 
Renaissance is still taking shape and it is hoped 1b will emerge fully in the form of 
a synthetic or integrated system of Universal Medicine wherem the contribution 
of Ayurveda will be fully embodied for the World’s benefit 


PARALLELISM OF THE RENAISSANCE OF AYURVEDA. WITH 
THAT OF MODERN SCIENCE 


The period through which India is passing at present may well be compared 
with the beginning of the Scientific Age of Europe. There runs a great parallelism 
between the development of Ayurveda and that of western medical science. In 460 
B. OC, Hippocrates of Cos, who is called the father of the modern medicine, collected 
the medical knowledge of his times and codified it in the scientific methods, just as 


[ 4] 


Charaka did in India. Later during the Roman ascendancy, Galen of Pergamon 
wrote in 181 A D another classic Just as Sugrata did here There is a similarity 
in the style of both Detailed description based on experimental work or on personal 
observation, characterizes the writings of both of them In the fourth century 
Ouibasius of Pergamon ( 325 A D ) wrote books presenting Hippocrates and 
Galen in popular forms just as Vagbhata did in the case of Charaka and Sugiuta in 
India After the seventh century, western civilization suffered a set-back and there 
was a general decline in art and science In India, this stage of things was to come 
some six ol seven centuries later The renaissance 0. the so called scientific age in 
Europe began with the period between the fourteenth and sixteenth centuries 


Tt was the 1evival of arts and letters under the influence of classical methods in the 
countries of 108 progiess 


The European 1enaissance gave the western world the modern scientific 
spirit This scientific spint which is the basic principle of the present civilization 
is the influence of the great movement of the renaissance. 


THE REVIVAL OF LEARNING 


This gieat movement known as the Renaissance or Revival of Learning can 
be considered ;here only as 1egaids its influence on medicine It influenced medical 
science in many ways fist by the revival of the Greek medical classics in the 
original, which, though these writers had been imperfectly and in very inaccurate 
versions known before, was found to breathe a new spirit into medical learning 
next by the invention of printing, which came at the ight time to permit the 
works rediscovered by scholars to be widely distubuted, and above all by the 
renewal of intellectual activity, the bold challenging of authority and the spurt of 
inquiry and research, which were the distinguishing marks of the New Learning 


Moreover, the new scientific methods found new objects to work upon, which the 
old systems were incompetent to explain 


The first step taken was the revival of the Greek medical classics The Greek 
manuscripts wele collected fiom all over the countuies of Europe, Afiiea and Asia 
and were translated in Latin The pioneers in these efforts were scholais physicians 
and publishers Works of Hippocrates, Galen, Dioscorides, Celsus and हि medical 
ronan ate bg unto Latin and often they were printed with orginal Greek 

x ९ great enthusiasm prevailed at that period for such work, and s is 


ब an printing presses of Europe, in the fifteenth century issued about 
nit usan bain Hach edition averaged about five hundied copies and 
5 twenty millions of books were printed in all. 


It was a Grecian Centu 


ry Greek medical hterat ived & 
19 8 More spacious realm than she had ever known, 12250 1 4 


. 5 ] 


The publisher Aldus Manutius has played an important role in this work of 
Renaissance. His motto was ‘never to allow scholars to want for good books of 
literature and science’. He cairied his enterprise unobstructed by poverty or 
political interferences. His was the house where scholars and savants and physicians 
crowded for help, co operation and guidance. He died poor but he rendered the 
yeoman service by rescuing the priceless works on arts and sciences of ancient 
Greeks and so his name will ever be remembered by fature generations 


Thus what has been achieved asa result of renaissance in Europe and the 
means by which it was fulfilled, cin well serve us as guidance and an example for 
the advancement of our knowledge, culture and learning. 


It is with this thing in view that our oldest and authoritative classics of 
medicine—Caraka and Suésruta, need hundreds of editions together with their 
translations and commentaries By doing this, in the first place the faults and 
defects in the original texts will be corrected and removed Our scriptures and 
treatises of science, coming as they are from manuscripts, bear many mistakes and 
changes of form in the process of writing 107 one scribe to another Alberuni the 
great muslim scholar of the 11th century says in this connection 


“Besides the faults of the translators a considerable corruption of the text 
by the negligence of the copyists more particularly as regards the proper 
name is found. 


The Indian scribes are careless, and do not take pains to produce correct and 
well-collated copies in consequence, the highest results of the author’s mental 
development are lost by their negligence and his book becomes already in the 
first or second copy so full of faults, that the text appears as something entirely 
new which neither a scholar nor one familiar with the subject, whether Hindu or 
Muslim could any longer understand. Jt will sufficiently illustrate the matter if 
we tell the reader that we have sometimes written down a word from the mouth 
of Hindus, taking the greatest pains to fix its pronunciation and that afterwards 
when we repeated it to them, they had great difficulty in recognising it” 


Moreover, each commentary may throw some light on many significant and 
potent descriptions which need more extensive and lucid interpretations to be 


clearly understood in this age. 


So the aim of each commentator is to simplify and reveal the latent signifi- 

_ cance of the text. Now Susruta Samhita is a treatise of universal importance Jf 
is one of the Vedas of the Science of Medicine in India and so various commentators 
from various countries have written commentaries on it according to each one’s 
predilection There are translations of Sugruta in various Janguages both of the 
East and the West. Yet itis not only desirable but essential to have as many 


[ 6 ] 


translations and commentaries as possible for the enlightenment and elucidation 
of the classical work on surgery like Suéruta Samhita 


It is with this view that I welcome this present publication which has been 
brought out by the painstaking Kavira] Ambikaduttaji who has tried his best 
to make the work intelligible and simple I congratulate the author for the onerous 
task that he has fulfilled so energetically and patiently. The publishers also deserve 
praise and compliment for their helpful attitude, encouragement and support in this 
publication 


1 express my indebtedness and cordial thanks both to the author and the 
publisher who so affectionately invited me to accept the honom of writing this 
foreword 


JAMNAGAR 
Dt 7-8-1953 P M. MEHTA 


माक्क्थन 


विश्व के विद्वानों ने एकमत से स्वीकार किया हे कि वेद सवसे प्राचीन ग्रन्थ हे तथा उनमें रोग, कीटाणु, ओपधियों 
और मन्त्रो का वर्णन पर्याह मात्रा में उपलब्ध है अत एव चरक, श्रुत रति आचार्यो ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपान 
माना है-“इह खल्वायुर्वेदो AAS ATA TATA प्रजाः शलोकशतसदद्मध्यायसहरश्च कृतवान्‌ स्वयम्भूः 
(सु. सू. अ १ ), “चतुर्णासृक्सामयजुरथरवेवेदानामथववेदे भक्तिरा देश्या? ( च. स. अ. ३० ) । यद्यपि आयुर्वेद मानव 
सृष्टि के प्रारम्भ से ही आइुर्भूत हुआ माना जाता है किन्तु यूरोपीय इतिहासकारों ने आजसे तीन-चार हजार वर्ष के पूर्व में 
भारत के अन्दर चिकित्साशात्न समुन्नत था ऐसा स्वीकृत किया है क्याकि उनके पास यहां के पूर्व के ऐतिहासिक तत्व उपलब्ध 
नहीं है । किन्तु अब अनुसन्धान हुए हैं उनसे भारतीय संस्कृति की प्राचीनता मानी हुई परिधि में भी अधिक पुरातन सिद्व हो 
रही हे। मोहछोदारों को खुदाई ने पाक्षात्य ऐतिहासिक पण्डितां का मत परिवर्तन कर दिया Ft अन्य भी शोध हो रहे हैं 
जिनसे प्राचीन भारत का गौरव विशेषतः अकाशित होने की संभावना हे । भारत से ही इस विद्या का प्रसार यूनान, और 
यूरोप आदि पाश्चात्य देशां में हुआ यह भी ऐतिहासिक तथ्य है । 


आयुवेद पूच में एक लक्ष श्लोकों में था किन्तु वाद में अमिवेशादि आचायों ने इसे अनेक अङ्ग या ष्टा में विभक्त 
किया । आयुर्वेदः शलोकलच्तेण पूर्व त्राह्र्त्वासीदग्निवेशादयस्तु | छच्छाज्जञेयप्राप्पपाराः सुतन्त्रास्तस्यैकेकं नेकधाऽ- 
ज्ञानि तेनुः॥” और इसके अनन्तर आयुर्वेद का क्रमशः विकाश हुआ और उसमें महर्षि पतक्षलि ने मानसशुद्धि, शब्दशुद्धि 
तथा शरीरशुद्धि के ऊपर विशेष अनुसन्धान करके इस तथ्य को अङ्गीकृत किया कि जवतक मानसिक, शाब्दिक तथा शारी- 
रिकशुद्धि न हो तव तक मानच समाज का यथार्थ स्वासथ्यरक्षण नही हो सकता है श्रत एव उन्होंने मानसशुद्धि के लिये योग- 
Ie का प्रचार किया, शब्दशुद्धि के लिये पातलल महाभाष्य घनाया तथा शरीरशुद्धि के लिये आयुर्वेद शालन का विशेष 
प्रचार किया | जैसाकि कैयटने पातजल महाभाष्य की टीका के मङलाचरण में लिखा है । 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मल॑ शारीरस्य तु वैद्यकेन | 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं सुनीनां पतञ्जलिं प्राज्ञलिरानतोऽस्मि ॥ 
प्राचीनकाल में इन अष्टाङ्गो के एयक प्रथक्‌ अनेक तन्त्र थे किन्तु देवदुर्विपाक से उन तन्त्रों का इस समय नामशेष 
रदद गया दे । उन तन्त्रा में चरक द्वारा प्रतिस॑स्क्तत तथा कायचिकित्सा-प्रधान अग्निवेश तन्त्र ( चरकसंहिता ) एवं शल्य- 
चिकित्साप्रधान सुश्रुततन्त्र ही पूर्णरूप से प्राप्त दै । यद्यपि भेलतन्त्र तथा बृद्धजीवकोयतन्त्र ( काश्यपसंहिता ) भी पूज्य यादव 
जी को कृपा से प्रकाशित हो गये हैं(१) किन्तु वे भी अनेक स्थलों में खण्डित होते हुए भौ प्राच्य गौरव के महत्वपूर्ण अद््शक 
हैं । काययिकित्सार्थ चरक तथा शल्य-शालाक्य चिकित्सार्थ सुश्रुत का अध्ययन प्राचीनकाल से प्रचलित हे जैसा कि वाग्भट 
ने भी लिखा है-- 
ऋषिप्रणीते प्रीतिखेन्सुक्त्वा 'चरकसुश्रुती | 
भेडा ( ला?) याः किं न पड्यन्ते तस्मादू ग्राह्यं सुभाषितम्‌ | 
श्रीहर्ष कचि के समय में भी चरक-सुश्चत को पढ़े हुए वैद्य ही aha कहलाते थे ऐसा माना है-- 
कन्यान्तःपुरबाघनाय यद्धीकारान्न दोषा दपं हो मन्त्रप्रवरश्च तुल्यमगदङ्कारश्च तावूचतुः | 
देवाकर्णय सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन जानेऽखिलं स्यादस्या नलदं बिना न दलने तापस्य कोऽपि TA Il (ने.च.सर्ग ४) 
चारभट के समय में तो यहा तक माना जाता था कि यदि चरक का ही अध्ययन किया जाय तो aga में आये हुए 
रोगों का नाममात्र भी ज्ञान नही हो सकता तथा यदि केवल अश्रुत का ही अध्ययन किया जाय तो रोगों केअतीकार की अक्रिया 
का ज्ञान असम्भव हे । इस लिये चरक तथा सुश्रुत दोनों का अध्ययन ही आवश्यक है--- 
Mt SEF TL 2124 य क eee ee re 
(१) आचार्यं यादवजी सम्पादित काश्यपसहिता का द्वितीय सस्करण प्राजल भाषानुवाद के साथ झुन्दररूप में “चौखम्वा संस्कृत 
सीरिज, बनारस' से इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है । 


& Be 


२ HTT 


यदि चरकमधीते तदू धुवं सुश्रुतादि-प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्य: | 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः ॥ 


कक 


इस अकार मध्यकाल में वाग्भट के समय में ये दोनों सहिताए अपने अपने विषया के अतिपादनार्थ श्रेष्ठ मानी जाती थीं । 


हजार वर्ष पूर्व के 'ज्वरसमुच्चय' नामक प्रन्थ में भी चरक तथा सुश्रुत के aga से वचन दिये हुए हैँ । इसी प्रकार 
चतुर्थ शताब्दी के 'नावनीतक' नामक पुस्तक में चरक तथा सुश्रुत का उल्लेख हे । वाणभट्ट के हर्षचरित में पौनवेसव ( पुन- 
da के पुत्र या शिष्य ) वैयकुमार के निर्देश से आत्रेय घुनर्व के सम्प्रदाय का उस समय भौ प्रचार विदित होता है। जब से 
चरक तथा सुश्रुत सहिता का उद्भव हुआ है तभी से अपने विचारों की गुरुता एव शुणों की महिमा से भारत तया उससे 
बाहर भी ये अत्यन्त प्रचलित रहे हें तथा आज भी ये ग्रन्थ वैद्या के लिये eas! सप्तम, अष्टम तथा नवम शताब्दी में 
जब कि अरब तया पारसीक ( परिया ) देश अत्यन्त उन्नतावस्था में थे उस समय भारतीय चिकित्सा-विज्ञान के आदर की 
ही दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत संहिताओं का ages हुआ था। श्ररवोमें अनूदित चरक 'सरक' नाम से तया स्रुत ‘wag’ नाम 
से प्रसिद्ध हैं । अवूसीना ( Abusina ), अवू रसी ( Aburasi ) तथा अवूसीरावि ( Abusirabi ) नामक अरबी के 
चिकित्सा प्रन्या के लेटिन भाषा के अनुवाद में भी स्थान २ पर चरक का नाम आता है । ग्रल्वेर्नी ( Alberuni ) 
यात्री के पुस्तकालय में चरक का अनुवाद था ऐसा उसके अंग्रेजी अनुवाद से अतीत होता है। अल्मानसुर ( Almansur- 
इ, प. ५५३-७५४ ) ने बहुत से आयुर्वेदिक ग्रन्थों, चरक के सर्पचिकित्सा प्रकरण तथा सुश्रुत का अनुवाद किया या । रेजेस्‌ 
( Rhages ) नामक उसका वेद्य चरक का aga सन्मान करता था। सिरसोन नामक पाथात्य विद्वान्‌ के पूर्वज भी भारतीय 
आयुर्वेद तथा चरक-सुश्रुत को जानते थे ऐसा पुरावृत्त के लेखका से विदित होता हे । अशोक राजा के पोते के समय 
बौद्धधर्म के साथ भारतीय आयुर्वेद भी सिंहल द्वीप में पहुंचा था । भारतीय आयुर्वेद विशेष कर aga सी टीकाओं से युक्त 
वाग्भट तिब्बत में अपना प्रकाश फैलाकर वहा से मंगोल तक पहुंच गया । भारत में विलुप्त aga सी वाग्भट की टीकाएं आज 
भी तिब्बत में अनूदित हुई मिलती हे | 


इन दोनों संहिताओं में भी स॒धुतसहिता see की अतिपादक होने से विशेष उपयुक्त है। चरक वे वल कायचि- 
कित्सा के लिये असिद्ध हे “चरकरतु चिकित्सिते'--स्वयं चरकाचार्य ने शल्य-शालाक्य में धन्वन्तरि सम्प्रदाय का महत्त्व 
स्वीकृत किया है-- 
“अत्र घान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ | 
पराधिकारे तु न विस्तरोक्तिः ॥? 
(च. चिः अः २६) 
ie इस sr काशिराज भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुतादि शिष्या को उपदिष्ट किया तथा स्रुत ने सुश्रुत" 
संहिता चनाई यह वात इस संहिता में आये हुए श्लोको से ही स्पष्ट है-- 


“अथ खलु भगवन्तममरवरसृषि गणपरित्रृतमाश्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं मौपघेनवचे 
भ्रपीष्कलाबतकरर्द यैगोपुररक्तित Us सं धन्वन्तरिमौपघेनववेतरणोर- 
य SIGART ऊचुः’ ( छु* qo अ० १) SR 


अहं दि घन्तन्त्रिरादिदेवो जरासजामृत्युहरोऽमराणाम्‌ | 
शल्याङ्गमन्गेरपरैरुपेतः घराप्रोऽस्मि गां भूय इह्दोपदेष्डुम्‌ ॥ 


धन्वन्तरि घर्मभ्वतां वरिष्ममृतोद्भवम्‌ | 
चरणाइुपसंगरह्य सुश्रतः परिपृच्छति ॥ 


(Be सू० अ० १ ) 


( ge नि० अ० १ ) 
घन्धन्तरिः काशिपतिस्तपोधर्म्ुतां धरः | 
सशुतम्रतीड्छिष्याञ्छशासाइतशासनः ॥ 

(go Go अ० १) 
अष्टाववेदविद्दांस दिवोदासं महौजसम्‌ | 
eg सूच्मायाधागमोद्धिम्‌ ॥ 
* श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिपच्छति ॥ 


( छु० Be wo ६२ ) 


प्राकथने 8 


धन्व्रन्तरिपरिचय--वेदों में वैद्याचार्य घन्वन्तरि का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में देवभिपग 
अश्विनीकुमारों का ही वेबरूप में उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में दिवोदास नामक राजा का भी उल्लेख मिलता 
है। इस बैदिक दिवोदास का काशिराज होना तथा धन्वन्तरि. के साथ कोई सम्बन्ध था ऐसा प्रमाणित नही होता है। 

महाभारत, विष्णुपुराण, भागवत एवं वायुपुराण आदि प्रन्या में लिखे इतिवृत्त से विदित होता है कि पूर्वकाल में 
अत आहि के लिये देवता और 'असुरा के द्वारा समुद्र के मन्थन करने पर भगवान्‌ धन्वन्तरि का आविर्भाव हुआ । 

यथा महाभारते ( म० सा० आए० प० अ० १६ )-- 


धन्वन्तरिस्ततो देवो बपुष्मानुदतिप्ठत | ! 
श्वेतं कमण्डलुं निभ्नदमतं यत्र तिष्ठति ॥ ी 
यथा विष्णुपुराण 
ततो घन्तन्तरिदेवः शवेताम्वरघरः स्वयम्‌ | 
बिभ्रत्‌ कमण्डलुं पूर्णममृतस्य समुत्यितः ।॥। 
भागवतपुराणे 
अथोदधेमेथ्यमानात्‌ काश्यपेरमृतार्थिभिः । 
उदतिष्ठन्‌ महाराजपुरुषः परमाद्भुतः ॥ 
दीघेपीवरदोद॑ण्ड: कम्चुम्रीवो5रुणेक्षणः | 
श्यामलस्तरुणः SA सर्वाभरणभूषितः ॥ 
पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिङुण्डलः | 
स्निग्धङु्चितकेशाम्रः सुभगः सिंहविक्रमः ॥ 
अम्ृतापूर्णेकलशं बिश्रद्वलयभूपितः | 
स वे भगवतः साक्षादिष्णोरंशांशसम्भवः ॥ 
घन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेद्दगिज्यभाकू। 
अग्निपुराणे 
ततो घन्वन्तरििष्शुरायुर्वेदभ्रवर्तेकः | 
श्वेतं कमण्डलुं पूणममृतेन समुत्थितः ॥ 


घन्यन्तरिवंशक्रम--हरिवंश-वायुपुराण और व्रह्माण्डघुराण में लिखा है कि काश के वंश में उत्पन्न घन्वनामक 
नृप के द्वारा विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान्‌ ने घन्वन्तरि के रूप में उसके यहा जन्म लिया-- 


काशस्य काशेयो राष्ट्रः पुत्रो दीर्घतपास्ततः | 
garg दीघेतपसो विद्वान्‌ घन्वन्तरिस्ततः | 
तपसोऽन्ते सुमहतो जातो वृद्धस्य धीमतः॥ 
द्वितीय द्वापर में काशी के राजा घन्व नृप ने घुत्रकामना के लिये ब्रह्मदेव की तपश्षर्या की जिससे व्रह्मा ने saw 
होकर पुन्नमाप्ति का वरदान दिया इस तरह काशिराज घन्व के यदा पुत्र हुआ जिसका नाम धन्वन्तरि” रखा यया । धन्वन्तरि 
के केतुमान, केतुमान के भीमरथ तया भीमरथ के दिवोदास हुआ । 


घन्धन्तरि समय--(१) काश्यपसंहिता के शिष्योपक्रमणीय अध्याय में होम्म देवताओं का निर्देश करते हुए 
प्रजापति, इन्द्र, अश्विनीकृमार एवं धन्वन्तरि का भी स्वाहाकार के दवारा प्रहण एवं सन्मान किया गया हे तथा द्वि्रणीय अध्याय 
में “परतन्त्रस्य समयम्‌) इस पद द्वारा शल्यतन्त्र का परतन्त्र के रूप में प्रण करने से भी उस समय घान्वन्तर 
सम्प्रदाय की विद्यमानता स्पष्ट दे । आत्रेयसँहिता में भी “इति घन्वन्तरिः, इति घान्वन्तरं मतम्‌ “अत्र घान्वन्तरी" 
याणामधिकारः क्रियाविधौ? इत्यादि अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का सन्मानपूर्वक निर्देश किया गया हे । श्चुत में आत्रेय 
तथा कश्यप का कहीं भी उल्लेख नहीं दै । इस प्रकार मारीचि काश्यप तया पुनर्वछ आत्रेय से घन्वन्तरि की आचीनता अकट 
होती है इसके अतिरिक्त काश्यपसहिता में केवल घन्वन्तरि का ही उल्लेख होने से तथा आत्रेयसंहिता में धन्वन्तरि के सम्मदा- 
यवालों का भी उल्लेख होने से धन्वन्तरि सम्प्रदाय के फेलने के वाद आत्रेय पुनर्वसु की उत्पत्ति अतीत होती हे । धन्वन्तरि के 
gadg आत्रेय से भी प्राचीन सिद्ध होने से उनके aque अमिवेश, मेड इत्यादि से तो वह निश्चित ही आचीन हैं । मेड- 


e 


9 प्राक्षिथनं 


होता है न्य ऐतिहासिक ने 
सहिता तया चरकसंहिता में आए हुये वान्वन्तर इत आदि के उल्लेख से भी see = i a 220 it . 
महाभारत का मुन से १०० os : ड आ का समय ऽसा 
धन्वन्तरि का समय Sat से २००० चष पूव हा द द 
me घन्वन्तरि-शिष्यपरम्परा--जिस प्रकार भरद्वाज के अमिवेश मेल, जतुकर्ण, पाराशर कदापी ६ ee 
अभिवेशस्य भेडश्च जतुकणेः पराशर' । हारीतः ्ारपाणिश्च | उसी प्रकार भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास wpa 
stated, वेतरण wes, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित, aga प्रति ( भोजादिक तथानिमि, sp , uh य, 
गालव ) शिष्यां ने जाकर प्रश्‍न किया कि हे भगवन्‌ संसार के प्राणी शारोरिक, मावस तथा आगन्तुक रागा ध्याधिमिविषिय व 
उनके कल्याण के लिये हम आपके पास आयुर्वेदोपदेश सुनने आये SAT शारीरमानसागन्तुन्य a 
'वेदनासिघातोपट तान्‌ सनाथानप्यनाथवढिचेष्टमानान्‌ विक्रोशतश्च सानवानभिसमीच्ष्यमनासि ग पीडा भव 9 
तेषां सुखैषिणां 'सेगोपशमनाथमात्मनश्व प्राणयात्राथ प्रजाहितहेतोरायुबेदं 302 a 
ऐसा छुन कर भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उनका स्वागत किया तथा उन्हें पढाने का आश्वासन दिया--तानुवाच भगवान्‌ 
स्वागत वः, सर्व एव अमीमांस्या अध्याप्याश्व भवन्तो वत्सा? (ge Te अ° १ ) 
इसके नन्तर उन शिष्या में प्रमुख age ने भगवान्‌ धन्वन्तरि से आवुर्वेद का श्रवण कर उस ज्ञान को संहिता के 
रूप में सडलित किया जिसे सुश्रुतस॑हिता कहते हैं । 
सुश्रुतपरिचय:--स॒श्रुत सहिता के भिन्न भिन्न स्थानों में आये हुये प्रमाणा से विदित होता है कि ayaa का 
निर्माता विश्वामित्र का पुत्र सश्रुत दै-- 
( १ ) विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिपृच्छति | 


( go उ० qo we ६६ ) 

(२) विश्वामित्रसुतं शिष्यमृपिं सुश्रतमन्वशात्‌ | 

( ge चि० ayo 2 ) 

(३) चकढत्त की टीका में भी लिखा है कि--विश्वामित्र के पुत्र gga ने शल्यप्रधान आयुर्वेदतन्त्र का निर्माण 
आरम्भ किया--'अथ परमकारुणिको विश्वामित्रसुतः gaa: शल्यप्रधानमायुर्वेदतन्त्रं प्रणेतुमारव्धवान! | 

(४ ) महाभारत के आतुशासनिक पर्व के चतुर्थ अध्याय में विश्वामित्र के पुत्रों में मुश्रुत का नामोल्लेख है । 

( ५ ) भावप्रकाश में लिखा हैं कि--विश्वामित्र प्रगति महर्षियों ने ज्ञानदृष्टि से यह जान लिया कि काशिराज के रूप 
में यह साक्षात्‌ भगवान्‌ घन्त्न्तरि हैं अत एव उनमें से विश्वामित्रजी ने अपने पुत्र सुश्रुत को कहा कि हे वस्स! तुम काशी में 
जाकर भगवान्‌ घन्वन्तरि के पास आयुर्वेद विद्या का अध्ययन करो-- 

अथ ज्ञानदृशा विश्वामित्रप्रश्रतयोऽविद्न्‌ | 
अयं घन्यन्तरिः साक्षात कारिराजोऽयमुच्यते ॥ 
विश्वामित्रो सुनिस्तेपु पुत्रं सुश्रुतसुक्तवान्‌ | 

वत्स | वाराणसीं गच्छ त्वं विश्वेश्वरवज्लभाम्‌ ॥ 


( #10 प्र) 
( ६ ) डल्हण की व्याड्या में विश्वामित्र के नाम से उद्धत यै ने: चोक्तं विश्वामित्रेण 
“यायशाकस्य पानन्तु झुलत्थकारवारिमि.” Te उदूधत चंयक के वचन भी मिलते हैं-तथा चोक्तं विश्वामित्रेण- 
JOS PUTTAR. सुभुत का उपनिषत्कालोन दिवोदास के शिष्यरुप में उल्लेख होने से तथा 
सुश्च॒तसदिता के चिकित्सा स्थान में कृष्ण का नामोल्लेख-- 


मदेन्ट्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि | 

तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यष्बं शिवाय बै॥ ( सु० चि०आ०३० ) 

nee इस प्रकार होने से काश्यप तथा आत्रेय के समान गोत्रवाला विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत भी दिवोदास 

पकाल म तथा भगवान श्रौद्धष्ण के उद्भव के पान्‌ हुआ अतीत होता है । विश्वामित्र भी कई हुए 
नानामन्त्रा ऊ ट्टा तथा भगत्रान्‌ राम को धनुर्विद्या उपदेश ले 

कळ को. 8 का ग मित्र अन्य 

uel उपदेश करने चाले महर्षि विश्वामित्र अ 


दास की तरह उप- 
ह, जैसे ऋग्वेद के 
न्य ही प्राचीन व्यक्ति 


कथन ५ 
सुंत्रतसमय--सुश्रुत का समय निश्चित करने के लिये कोई ठीक साधन नहीं हे तथापि आधुनिक उराणशात्रविदॉ 


का यह मत हे कि--सुश्रुत का काल खिस्तपूर्व एक हजार वर्षे से कम नही हे । इस विपय में पाश्चात्य इतिहासवेत्ता भिन्न- 
भिन्न दृष्टिकोण रखते हे--- 


( १ ) हेस ( Hass ) नामक विद्वान ने सुश्रुतादि को बारहवीं शताउदी का माना है। 


( २ ) जोन्स विल्सन (Jones Wilson) ने ९-१० शताव्दी का, अन्य विद्वानों ने इसे चतुर्थ-पत्रम 
शताब्दी का माना है । 


(३ ) मेकडोनल नामक विद्वान्‌ लिखता दै कि सुश्रुत $० प० चतुर्थ शताब्दी से पहले का प्रतीत नहीं होता है 
क्योंकि वेवर मेनुस्क्रिप्ट के अकरण चरक तथा सुश्रुत के साथ वेचल भावों में ही समानता नहीं रखते अपितु उनमें शब्दों 
की भी समानता मिलती है । वेवर लिखता है कि भाषा तया शेली में सुश्रुत की वराहमिहिर के लेखों सें समानता हे । 


ede गोवन ने तो यहां तक लिख दिया कि सुक्त नामक कोई व्यक्ति हुआ नहीं और यदि हुआ भी हो तो वह 

सोकेटीज के अतिरिक्त नही है । 
aga Sar से दो हजार वर्ष पूर्व का है इसमें तिलमात्र भी सन्देह नही हे क्योंकि लगभग दो सह्य वर्ष प्राचौन दार्श- 
निक आर्ये नागान का “उपायहदय” नामक प्रन्य आप्त हुआ है उसके आरम्भ में अन्य तन्त्रं के असङ्ग में-- 

“ओपधिविद्या षडिवघा-ओषधिनाम, ओपधिशुणः, ओपधिरसः, ओषधिवीर्य, सन्निपातो विपाकञ्चेति 
भैवज्यघमाः'-इत्यादि द्वारा भैषज्य विद्या के अधान विषया का उल्लेख कर वाद में a का वर्णन करते हुए यथा सुवेद्यको 
भेषजकुशलो मेत्रचित्तेन शिक्षकः gaa? इत्यादि द्वारा भैपज्यविद्या के आचार्यक में सम्मान एवं गौरव के साथ सुश्रुत 
का नाम दिया दे ! इस प्रकार लगभग दो सहल वर्ष पूर्ववर्ती आये नागाजुंन द्वारा भी आचार्य के रूप में सुश्रुत का नाम 
दिया होना इसकी अर्वाचीनता के अतिवाद के लिये पर्याप्त अमाण है । 


खोटाड प्रदेश से आह भोजपत्र पर लिखे हुये नावनीतक' नामक प्रन्थ की लिपि को देखकर इसे तृतीय या चतुर्थ 
शताब्दी का निश्चित किया है । इस अन्य में आत्रेय, पुनर्वछ तया उसके अनुयायी क्षारपाणि, जातुकर्ण, पाराशर तथा मेड 
आदि एवं काश्यप, जीवक और aya के नाम तथा उनके नाम से ओपधियों का उल्लेख मिलता है चरक तया नागार्जुन का 
उसमें उल्लेख नही हैं अतः यह चरक एव नागान से आचीन है तथा नागाजुन के समय से पूर्व का होने से इसमें आया हुआ 
aaa भी नागागुंन से पूर्व का सिद्ध होता हे । 
इस प्रकार शुश्रुत न केवल आये नागार्जुन तथा नावनोतक से ही आचीन है अपि तु महाभाष्यकार के 'तद्धितेष्य- 
चामादेः तथा “इको गुगवृद्धी' तथा 'शाकपार्थिवादीनापुपसंख्यानम्‌ इस वार्तिक में 'कुतपवासाः सौश्रत 
कुतुपसौश्रतः? इस निर्देश से यह महाभाष्यकार तया वार्तिककार से भी प्राचीन प्रतीत होता है । इतना ही नहीं पाणिनि द्वारा 
'कातेकौजपादयश्च' इस सूत्र के गण में 'सौश्नतपाथिवाः” में अपत्यसूचक अत्यान्त सौश्रुत शब्द के दिया होने से 
न केवल सुश्रुत अपि तु उसके वंश वाले अथवा उसके शिष्य और सम्बन्धी भी पाणिनि से प्राचीन अतीत होते हैं । हार्नले 
नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने gaa को विक्रम संवत्‌ के पूर्व छठी शताब्दी में होना माना है। कुछ अन्य Pert ने लिखा है 
कि सुश्रुत का समय पूर्ण निश्चित न होने पर भी $० सम्वत्‌ से ६०० चष पूर्वे हे । कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि aga में 
सात अकार के कुष्ठ का चरणन मिलता हें । इस रोग का भारत तथा चीन देश के निवासियों ने २५०० वर्षे पूव ज्ञान प्राप्त 
किबा था । इस प्रकार सुश्रुत लगभग ढाई हजार वर्ष आचीन अतीत होता है । सश्रुतसंहिता का लेटिन भाषा में अनुवाद करने - _ 
वाले ह्मासलर नामक पाश्वाय विद्वान तथा श्रीयुत गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय आदि ने भी sat सन्‌ से लगभग एक 
हस्त चर्ष पूर्व सुश्रुत का समय निश्चित किया हे । इस प्रकार भिन्न-भिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से विचार करने पर सुश्रुतसंहिता 
के पूर्व भाग ( सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प ) का समय कम से कम भी आज से २६०० चष पूवं अतीत होता दै! 
वृद्धसुश्न॒वविवाद---आज जो स॒श्रुतसंहिता उपलब्ध हे वह यद्यपि सुश्चुत वेः नाम पर असिद्ध हे तथापि वह सुश्रुत- 
प्रणीत मूल सुश्रुतसंहिता नहीं है यह वात इस उश्वुतसंहिता में आये हुए अनेक उद्धर॒णों से ही सिद्ध होती है--- 
(१) “नमो अह्मग्रजापत्यश्विबलभिद्धन्वन्तरिसुश्रुतश्रद्धतिभ्यःः उपलब्ध संहिता मूल सुश्रुतश्रणीत होती तो 
श्रन्थारम्भ में aga को प्रणाम करने की कोडे आवश्यकता न थी । 
(२) मूल सुश्रुत तन्त्र के कई पाठ बृद्ध सुश्रुत के नाम से सर्चोङ्गघुन्द्री Sea, मधुकोप व्याख्या, कुसुमावलिः 
निवन्धसंमरह, तोडरानन्द, भावप्रकाश इत्यादि प्रन्था में sau किये हैं जो उपलब्ध सशनुतसंहिता में नहीं मिलते हे । 


§ प्रार्थनं 
(३) इस अध्याय के पहले सूत्र पर टीका लिखते हुए डल्हणाचार्य कहते हँ-- 


टू वि प्रतिसंस्कत ; < 5 
त्र aa GOR लिदम़र्‍योगस्तत्र Tae प्रतिसंस्कर धुन ज्ञातव्यम्‌ । site नागाजुन एव ॥ 
(४ ) सुधुतसंहिता के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में संहिता के वेवल एक सौ वीस अध्याय anc पांच स्थान 


लिखे हैं । उत्तरतन्त्र का उल्लेख स्वतन्त्र किया है। 


बीजं चिकित्सितस्येतत्‌ समासेन प्रकीर्तितम्‌ | 
सविशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति || 

“तञ्च सर्विशमध्यायशतं पञ्चसु स्थानेपु | 

तत्र सूत्रनिदानशारीरचिकित्सतकल्पेषु अर्थवशात्‌ 
संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेपानर्थाच्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 


इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरतन्त्र को किसी ने बाद में इस संहिता में समाविष्ट किया है। £ 
(५) पवभ स्थान के अन्त में आयुर्वेद का महत्व वर्णन कर संहिता की समाप्ति के सूचक छोक मिलते हें । 


( 5 ) उत्तरतन्त्र के आरम्भ में निमि नामक अन्य ऋषि का निर्देश किया है! वस्तुतः अञ्चुतसंहिता में भगवान 
घन्वन्तरि के सिवाय अन्य किसी का भी निर्देश नहीं होना चाहिये । इससे यह ज्ञात होता है कि मूलसभुत-जो _शल्यप्रधान 
था-की पूर्ति करने के लिये अन्य अयुक्त उत्तरतन्त्र किसी ने इसमें समाविष्ट कर दिया । काश्यपसंहिता का उपाद्धात इद्ध 
aga का होना wetted करता है--सश्रुतसंद्दिता में बद्ध aga का पूर्वाचार्यो में निर्देश न होने से, महाभारत के आदि में 
भी विश्वामित्र के पुत्र के रुप में केवल सुश्रुत का ही उल्लेख होने से, महाभाष्यकार, नावनीतक, नागाजुन, चाग्भट तथा 
ज्वरसमुध्वय आदि में सुश्रुत नाम का ही निर्देश होने से, अरब आदि दूर देशों में भी इस सुश्रुत की संहिता का ही अघुवाद 
एवं अचार होने से, काम्बोडिया स्थित थशोवर्मा के शिलालेख में भी सुश्रुत का ही उल्लेख होने से, इद्धसुशुत के नाम से 
मिलनेवाले वचनां में भाचोन रचना एवं भौढता न दिखलाई देने से उसके वचनो के अनुसार बद्धसुश्चुत का शल्याचाय सिद्ध 
न होने से तथा टीकाकारों एवं अर्वाचीन लेखकों द्वारा कहीं-कहीं उ दशत बर सुश्रुत से कौन है, कव हुआ है, इसका कौन सा प्रन्य 
है, किस विभाग का यह आवार्य है इत्यादि सव विपयों के अज्ञात होने से पूर्वोदिष्ट दिवोदास के शिष्य, प्रसिद्ध एवं विश्रुत 
सुथुत को छोड़ कर अशात बृद्ध सुधुत को शल्यतन्त्र का पूर्चाचार्य सिद्ध करने के लिये अत्यन्त इढ प्रमाण होने चाहिये 
इसके अतिरिक्त MTA सौश्रुतं पौष्कलावतम्‌ ।? इस छोक में औपघेनवादिक के साथ जो ad करके स्वयं 

का नाम दिया दे वह केवल सव तन्त्रा में अपनी प्रधानता दिखलाने के लिये ही है। यदि इस सौश्रुत शब्द को देखकर अन्य 
BAG को कल्पना की जाय तो उस न्याय से औपचेनव आदि 'आचार्यो के तन्त्र भी एथक्‌ रुप में मिलने चाहिये । अपने ग्रन्थ 
में अपना ही नाम उल्लेख करने की अथा कौटिलीय अर्थशान्न आदि प्राचीन भ्रन्थों में भी मिलती है । 


प्रतिसंस्करेत्वविचार-- जिस तरह भरद्वाज के हारा उपदिष्ट ज्ञान को अमिवेश ने सडलित कर श्रमिवेश संहिता 
बनायी और उसे चरक ने प्रतिसंस्कृत किया जो कि--अभिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इस चरकोक्ति सेप्रमाणित है, 
उस तरह का सथुत में कोई उल्लेख नहीं है फिर भी ऐसा माना जाता है कि ‘gaa का प्तिसंस्कर्ता नागार्जुन माना गया है? यह 
बात Bad उल्हण टीका से भी विदित होती दे--'यत्र यत्र परोक्षे लिदप्रयोगसतत्र तत्रैव प्रतिसंस्कठंसुत्र ज्ञातव्यमू, 
प्रतिसंस्कर्ताउपीह नागाजुन एव ? 


अस्तु, नागाजुन इसका प्रतिसंस्कर्ता हो चाहे न हो परन्तु यह तो सव विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं कि स्थान-स्थान पर 
अन्य विपयों के मिलने से सुश्ुतसंदिता का वर्तमान रूप प्रतिसंस्कृत ही है । 
: सतव में सिद नागार्जुन, बौद्ध नरपति नागार्जुन और महायान-प्रतिष्ठापक नागार्जुन ऐसे अनेक नागार्जुन हो चुके 
हे । इनमें से महायान -प्रतिष्ठापक ate नागार्जुन ने सुशुतसंहिता का प्रतिसंस्करण किया ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। थह 
नी प ad के पहले था इससे भी यह सिद्ध है कि आज की उपलब्ध सुशुतसंहिता कप से कम दो हजार ad 
को पुर 1 = 


सुश्रतटीकार्--आचीन काल से लेकर श्व 


रेज है तऊ सुथुतसंहिता की कई संस्कृत टीका ~ 
श्रप्रेजी में अनुवाद हुए हैं। संस्कृत . > आन्तीय भाषाओं में तथा 


“डीकाओं में इस समय डल्दणाचाय विरचित aa सुश्रुत की निवन्धसब्प्रहव्यास्या 


्ाकथन छ 


तथा श्रीचक्रपाणिदत्त विरचित सूत्रस्यान मात्र की भानुमती व्याख्या एवं श्रौगयदासाचार्यःविरचित निदानस्थानमात्र की न्याय 
चन्द्रिकाल्यपछ्षिका व्याख्यायें उपलब्ध हैं । नवीन संस्कृत-टीकाओं में समग्र सुश्रुत पर श्रीहाराणचन्द्र द्वारा विरचित स॒श्रुतार्थ- 
सन्दीपन भाष्य समुपलब्ध दे । इनके सिवा wen हरिचन्द्र, Sez, गयदास, शिवदाससेन और हेमाद्रि की खण्डित 
व्याख्याएँ भी चत्र तत्र पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं किन्तु अन्य व्याख्या उपलब्ध नहीं होती हैं । संहिताकाल और व्याख्या- 
काल के पोछे विक्रम की इस dedi शताव्दी से संस्कृत भाषा के पठन-पाठन का दिन प्रतिदिन हास होने से 
आर्षप्रन्यां के .मूल अर्थ को तथा प्राचीन व्याख्याकारों के संस्कृत में स्पष्ट किये हुए भावों को भी टीक-ठीक 
सममनेवाले वैद्या की संख्या वेद्यसमाज में दिन प्रतिदिन घट रही दे अतएव वर्तमान समय में अल्पसंस्क्रतज्ञ तथा संस्क्ृतान- 
fis वैद्या एवं विद्यार्थियों के लिये भाषाहुवाद करने की प्रदृत्ति आरम्भ हुई । यह अत्यन्त दुःख की वात हैं कि aga के 
हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती जितनी भी भाषाओं में अनुवाद हुए हे कुछ को छोड़ कर अधिकतर ऐसे ही = जिनसे 
संस्कतटीकाओ का गूढार्थ समझना तो दूर रहा अपितु मूलग्रन्थ का आशय भी ठीक-ठीक समाना कठिन हे । इसका 
कारण उन टीकाकारो का गुरमुख से आयुर्वेद-अध्ययन का अभाव, संल्कृतपाण्डित्य का अभाव या संस्कृतज्ञ et तो आधुनिक 
चिकित्साविज्ञान में शून्यता आदि हो सकते हैं । 

हिन्दीटीका प्रकार--( १ ) प्रथम प्रकार में प्रन्थ के मूल पद्य या गद्य का उल्लेख न कर देवल उसका अनुवाद 
सरलम्ाषा में कर दिया जाता हे जेसे अगतसागर तथा भागवत का शुकसागर | यह पद्धति शाल्लाध्ययनशील व्यक्तियों के लिये 
कोई लाभदायक नहीं है । 


( २ ) दूसरे प्रकार में प्रथम उस प्रन्थ का मूलपाठ देकर उसके नीचे उसका सरल अर्थ दिया जाता है । यह अकार 
सावारण जनता तथा शाज्नजिनासु दोनों के लिये उपयोगी है क्योंकि पाठक के सम्मुख मूलपाठ रहने से मूलार्य की यथार्थता 
स्वयं जान सकता है । 

( ३ ) ठृतीय अकार में मूल और उसके अर्थ के सिवाय मूल की टीकोपटीकाएँ तथा उनके भी सरल ETE दिये 
हुये रहते हैं । जसे माववनिदान तया Saat aaa टोका का अनुवाद है । साघारण जनता के लिये यह अकार विशेषोषयोगी 
न होकर शाक्ञचिन्तक लोगों के लिये विशेष लाभमद होते हैं. क्योंकि टीकोपटीकाओं में मूल के सिवा भी प्रकरणानुसार ara 
पर पर्याप्त ्रकाश डाला हुआ रहता दे! 


( ४ ) चतुर्थं मकार में मूलपाठ तथा उसके सरल भापालुवाद के अनन्तर टीकाकार स्वयं अपना वक्तत्य विमर्श के 
रूप में लिखता है जिसमें कठिन तथा गूढ शब्दों और भावों पर पर्यात अकाश डाला जाता है, मतमतान्तरों का वर्णन रहता 
समन्वय योग्य स्थलों का समन्वय किया जाता है । जदा यथार्थ में विरोव रहता है उसे निष्पक्ष प्रदर्शित किया जाता है। 
सूत्ररुप में कदे हुये आचीन विपयो को आधुनिक विज्ञान के द्वारा पूर्ण किया जाता है | उभयमत ष्टि के लिये श्रुति, स्मरति, 
पुराण, उपनिषत. , इतिहास अति प्राच्य शात्र तथा उनको टीकाएँ एवं वर्तमान वैज्ञानिकों के अन्य, लेख का यथोचित आघार 
लेकर विषय को सर्वाह पूर्ण सममाने की चेष्टा की जाती है । यह टीका प्रकार सब अकारा में श्रेष्ठ ह क्योंकि पाठक के पास 
पाच्य-अतीच्य उभय विज्ञान की सामआ होने से वह उस विषय को पूर्ण हृदयङ्गम करने के साथ ही अपना मत भी बता 
सक्ताहे। इस प्रकार की टीका मेरे युदवर्य श्री डाक्टर घाणेकरजी ने सुश्रुत के सूत्रनिदान एव शारीर स्थानों पर लिखी हे तथा मैंने 
भी इसी प्रकार का अवलम्वन लेकर श्रीमान्‌ वावू श्रीजयङष्णदासजी यु के आम्र से समम्र सुश्रुत पर ऐसी विशद टीका लिखने 
का sara आरम्भ किया हैं जिससे गुरुवर्य के द्वारा अन्य विशिष्ट काय-संलमतावश सून, निदान और शारीर के पश्चात्‌ के 
चचे हुए भागों का ऐसी टीका रुप में विशद व्विचन हो जाय जिसमे आयुर्वेद के विद्वानों और छात्रों का इस भाषाभाष्यरूपी 
टीका से विशेष मनोरलन च शात्रचिन्तन हो सके | यद्यपि यह कार्य अत्यन्त कठिन हैं तथा मेरा अयास उसी अकार का है 
जैसा कि महाकचि कालिदास ने कहा है- 

क सूर्येप्भवो वंशाः कचाल्पविषया मतिः | 
Pageant मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ | 


तयापि द्वादश वर्षे तक काशी तया काशी हिन्द्विधविद्यालय में रहकर व्याकरण, न्याय, साख्य, साहित्य, आयुर्वेद 
और डार का अनेक दिग्गज विद्वानों से अध्ययन करने के पात. सन १९४० से १९५३ तक इन्दौर, रामगढ़, TEST 
कांगडी, जयपुर आदि स्याना के अख्यात आयुर्वेदिक महाविद्यालयास प्रिसिपल के हप में रह = छात्रों को = 
आयुवेद का तुलनात्मक ( Comparative ) अध्ययन कराने से जो स्वल्प झानाहुभव हुआ & उक आघार से तथा श्र 
baad 


ew 4] 


~ 


Z प्राकथन 


अनेक प्रख्यात आयुर्वेदिक विद्वान यरु और डाकटरों के लिखित ग्रन्यरुपी मार्ग प्रदर्शन के आवार से इस महान्‌ संहिता प्रन्थ 
के विशद विदेचनात्माक भाषाभाष्यरुपी कार्य में सफल होने का प्रयास कर रहा इँ 
अथवा कृतवाग्द्वारे अन्येडस्मिन्‌ पूर्वेसूरिभिः | 
मणौ वजसमुत्कीणे सूत्रस्येवास्ति से गतिः ॥ 
( रघुवंशः १ सर्म ) 
इस टोका जे लेखन में सुभे अपने प्रधान गुरुवर्य श्री सत्यनारायणजी शाज्नी तथा राजेश्वरदत्तजी शात्री के द्वारा 
प्रदत्त औट agifcs शान से तया गुरुवर्य श्री डा घाणेकरजी की स्रुत की आयुरेंदरहस्यदोपिका टीका तथा et 
धडा सुकुन्दस्वरूप चर्माजी के सक्षिप्त शल्प्रविज्ञानका सहयोग प्राप्त हुआ दै अन- मे उन पूज्य गुरुजनों का आभार मानता 
हू 1 प्राकथन लेखन में भी पूज्यपाद गुरुवर्य यादचज्ो हारा सम्पादित निर्णयसागरो saa के उपोद्धात से एवं नेपालराज- 
गुर श्री do हेमराजजी शर्मा द्वारा सम्पादित काश्यपसहिता के उपोद्धात से एव युरुवर्य श्री कविराज प्रतापर्सिहजी के यत्र 
तत्र गम्भीर विषयविन्यासङुप प्रोत्साहन मे अत्वधिक सहायता आप हुई है अत एव में उक्त तीनों महाचुमातों का हृदय से 
अभि नन्दन करता हुँ । साथ हो भारतप्रस्यात वेबराज पं० ख्यालोरामजी द्विवेदी तया वेद्यराज do TANT 
चतुर्वेदी एवं आयुर्वेदहितेपी लाला हजारीलालजी मित्तल का मैं अत्यन्त कृतज्ञ ईँ कयो कि इन्ही महातुभावां ने मुझे सर्च 
अथम सन्‌ १९४० में चिकित्सा तथा अध्यापनत्पी कार्यक्षेत्र में नियुक्त किया और आज भी ये मुझ पर पूर्ण वात्सल्यभाव 
रखते हुये अहर्निश मेरी समुन्नति के पोषक हे । 
इस महघेता के समय में चौखम्वा संस्कृत सीरिज के अध्यक्ष श्रीमान वावू जयछप्णदास जी गुप्त को भी विशेष 
वन्यवाद देता हूं क्यों कि इन्होने सुझ पर अपना कौडम्विक जनसहश स्नेह रख कर इस टीका को लिखने का पुन. 
पुन प्रेरण करने के अतिरिक्त अपार घनराशि खर्च करके आयुर्वेद तथा आयुर्वेद के विद्वानों और छात्रों की सेवा करने के 
पवित्र अभिप्राय से इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया है। 
इस भ्रन्य की भूमिका के लेखक श्री डा० प्राणजीवन जी मेहता का में अत्यन्त कृतज्ञ हू कि जिन्होंने अपना 
अमूल्य समय अदान कर अपनी भूमिका द्वारा इस टीका को उपादेयता को प्रमाणित करने के साथ हो मेरे लेखन कार्य में 
ओत्साइन दिया दै । 
इम प्रन्य के अनेक स्थलों में मेरे प्रमाद से, किंवा अन्त्रदोष से तथा मेरे काशी से दूर रहने के कारण अशुद्धिया 
रद गई हैं. उन्हें नीरक्षीरविवेकी एवं उदार-हदय विद्वान एवं पाठकइन्द क्षमा कर सारप्रहण कर मुझे aged करेंगे-- 
“सारं ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु हंसो यथा च्षीरमिवाम्चुमध्यात्‌ ॥? 
मानव तो हजारो अपराव का पात्र है-“अपराघसहस्रभाजनम्‌? उससे प पद पर दोपोळूच होना सहज हे 
fag सजन उन दोपों की ओर ध्यान न देकर समाधान-भावना से लेखक के ठत्साह का वर्धन करते ही रहते हैं--- 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः | इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सञ्जनाः 11 


गुरुपूणिमा, सं २०१० } 


श्री रा. कु आयुर्वेद कालेज, इन्दौर अस्विकादत्त शास्त्री 


विपयाः पृष्ठाह्वाः 
प्रथम अध्याय 
वेदोस्पत्ति अध्याय का उपक्रम 4 
नौपघेनव सादि शिप्यों का 
आयुर्वेदाध्ययनार्थ धन्वन्तरि के 
समीप आगमन 
जौपधेनवादि का धन्वन्तरि द्वारा 
स्वागत १ 
आयुर्वेद को अथर्ववेद का Sarr 
कथेचे ” 
आयुर्वेद के स्यादि asa ३ 
दारयादि अश्टाद्ठो का सक्षेप से लक्षण » 
दाल्य-्दालाक्य-कायचिकिच्या- 
भूतविद्या-कौमारम्टृत्यलनण » 
अगदतन्त्रलक्षण 
रसायनतन्त्र-वानीकरणतन्त्रलक्षण » 
अष्टा का उपसहार 9 
दादयाङ्गग्रघान आयुववेदोपदेश के लिये 
भगवान्‌ धन्वन्तरि के आगे 
जौपघेनवादि दिव्यो की प्रार्थना » 
सव की ओर से सुश्रुत को भ्रक्षादि 
करने का अधिकार देना डर 
सुश्रुत को आयुर्वेद का प्रयोजन 
वताना 


32 
आयुर्वेद की निरुक्ति » 
भत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा शत्यार्थ की 

अनुकूछतासिडि ५ 
RA का प्राधान्य, प्रशंसा तथा 
नित्यता ११ 
आयुर्वेद की गुरुपरम्परा से प्राप्ति 
था अवतरणक्रम 
भगवान धन्वन्तरि का आत्म- 
परिचय देना 99 
आयुर्वेदिक पञ्चमहाभूतादि घुरुप 
की परिभाषा 
संस्वेदूजादि चतुर्विध भूतग्राम 
सें पुरुप का प्राधान्य 
व्याधिपरिसाषा » 
व्याविर्यो के चतुर्विध सेद्‌ ” 
आारयन्तुक-दारीरिक-मानलिक 
स्वाभाविक व्याधि n 
चतुर्विध व्याधियोँ के कारण, स्वरूप 
तथा द्विविध-अघिष्टान » 


२ सु? 


vw 


mn 


व्किय-पूची 
YN 


सूचस्थान 
विपया' 


व्याधियों के निग्रह में हेतु ६ 
संशोधन आदि में आहार की 

मुख्यता तथा म्थावर-जङ्गम 

भेद से ओपधियों का 

द्वेविध्यवर्णन ७ 
स्थावर ओपधियों के चार भेद ” 
aga ओपवधियों के चार भेद 9 
जरायुजादि चतुर्विध aff में गिने 

जाने aret का निर्देश 9 
ओपधियों के चिझित्सोपयोगी ast 

का निर्देश 3 
पार्थिव ओपचियां | 
कालकृत प्रवात-निवातादि विशेषताएं 

तथा उनके aaa प्रकोपादि में 

कारण 
शारीरिक रोग-प्रदामन में उक्त 

agfaa वर्ग की कारणता श्र 
आगन्तुकरोगाचिष्टान » 
आगन्तुकरोगचिकित्सासूत्र ” 
पूर्व निर्दिष्ट न्याधि, पुरुप, औषध, 

क्रियाकाळ का उपसंहार n 
प्रथमाध्यायोक्त सक्तिप्तार्थ को 

चिक्रित्साचीज fas करना ” 
सुश्रतान्तर्गत स्थान एव अध्यायी 

की संख्या-तूची छः 


सुश्रुततन्त्राध्ययनफळ ” 
द्वितीय अध्याय 
ज्ञिप्योपनयनीय अध्याय का उपक्रम ८ 
पढाने योग्य शिप्य का लक्षण ९ 
आयुर्वेद्दीक्षाविधि ” 
आयुर्वेदाध्ययन के अधिकारी ६ 
शिप्य एवं गुरु का HET 9 
रोगी के लिये वद्य का कतब्य qo 
आयुर्वेढाध्ययन में वर्जित समय >» 
तृतीय अव्याय 
अध्ययनसम्प्रदानीय अध्याय का 
उपक्रम ३० 
सूत्रादि प्रत्येक स्थानों की 
अध्याय-सख्य़ा छठ 
सूत्रस्थानान्तर्गत अध्यायो के नास» 


९ 


विषयाः पृष्टाक्का' 
सूत्रस्थान की निरुक्ति qo 
निदानस्थानान्तर्गत अध्याया के नाम १९ 
निदानस्थान at निरुक्त ” 
शारीरस्थानान्तर्गत अध्यायी के नाम » 
शारीरस्थान-प्रयोजन 9 
चिकित्सास्थानान्तर्गत अध्यायों 
के नाम » 
चिकित्सास्थान की निरुक्ति 9 
| कल्पस्थानान्तर्गत अध्यायों के नाम १२ 
कल्पस्थान की निरुक्ति 9 
उपसंहार » 
! उत्तरतन्त्र के त्रयस अध्याय के 
| ‘Huse नामकरण में कारण # 
शाळाक्यतन्त्रान्तर्गत अध्यायो 
के नाम » 
कौमारतन्त्रान्तर्गत अध्यायो के नास £ 
भूतविद्यान्तर्गत अध्यायो के नाम » 
तन्त्रभूषण अध्यायो के नाम १३ 
उत्तरतन्त्र की निरुक्ति शा 
अष्टाङ्ग आयुर्वेद का संचेप से तन्त्रद्दय 
में नियमन 9 
आयुर्वेद का उपासक उभयज्ञ वेध 
राजाह होता है ४7 
केवळ शासज्ञ अथवा केवळ कर्म- 
निप्णात भिपक्‌ का चिकित्सा 
कार्य में भनधिकार » 
उभयज्ञ अर्थात्‌ शास्त्रज्ञ ओर कमं 
निष्णात सिपक की प्रदांसा >» 
आयुर्वेद we के अध्यापन और 
अध्ययन का प्रकार 
अध्ययन समाप्त कर लेने पर शिष्य 
का कर्तव्य 9 


R Vga अध्याय 


प्रभाषणीय अध्याय का उपक्रम 

ग्रभाषण का प्रयोजन 

पक सो बीस अध्यायों के वर्णन 
चथा श्रवण की आवश्यकता. » 

अन्य शार्खों में वर्णित त्रिषयों का 
उन्हीं के पण्डितों से श्रवण 

वहुश्रतप्रशंसा छः 


१३ 


~ 


विषयाः were 

गुरुमुख से आयुवद फा श्रवण कर 
अभ्यास करने घाले व्यक्ति दी 
da dat के अधिकारी हो 
सकते हैं 

आऔषधेनवाडितन्त्रों की अन्य समान 
तन्त्रा सें प्रधानता का निर्देश » 

पञ्चस अन्याय 
अग्रोपहरणीय अध्याय का उपक्रम 
त्रिविध चिकित्साकर्म ” 


१५ 


५ शखऊर्म प्रधान होने से उसका 


प्रथम चर्णन ५६ 


आढ प्रकार के TARA 


द्राखकिया के पूर्व सञ्चय करने योग्य 
सामग्री ” 
शाखक्रमं की विधि $ 
saber मे प्रशस्त वण के लक्षण 
द्वाखकर्म करने योग्य वेद्य के गुण. » 
एक घग (चौरे) से que न 
निकटने पर अन्य घण करने 
एवं पूयगति तथा उत्सय को 
देकर चहाँ प्रग करने का 


विधान ” 
तिर्यक्‌ छेद करने के स्थान » 
पाणि, पाद, गुढ, मेढ पर 

wees छेद > 
अन्यथा छेद करने पर दोप » 


सूढगर्भादि में विना खाये शखकर्म 
करने का उपदेश » 
शखक्रिया के अनन्तर उपचार 
विघान 53 
HII और जछ से रोगी का 
परिंमाजन 
चण रोगी का TATA * भर 
सुरक्षित घणरोगी के स्वक्तव्य तथा 
AAA 


भरणी के qzaras तथा विमोचन फे 
समय पर विचार प्र 


द्वितीयद्िविसपट्मोक्षण दोप श्र 

दोए-काछादि के अनुसार कपाय- 
आलेपन आढि का विचार 
सदोष घण के रोपण में दोप * 

चरण को रोपण चिकित्पा का ससय 
तथा उसमें वर्जनीय वस्तु श्र 

ऋतु के अनुसार घण की पट्टी पोळने 
का नियम 3१ 

अतिपाती रोगों में उक्त नियम का 
निषेध 

धदनिपातजनितयेदना के शासन का 


iv) 


3 


विषय सूची 


विषयाः पृष्टाः 
छठा अध्याय 
ऋतुचर्या अध्याय का उपक्रम 
कालगव्र को निरुक्ति ” 
dramas काळ के गतिविशेष से 
faaarfs विभाग 9 
निमेपादि के लकण ” 
छुः ऋतुओं का विभाग ” 
दत्तिण और उत्तर दो प्रकार का 


अयनविभाग ” 
चन्द्र, सूय आर वायु दी पाठन सें 
कारण ह 35 


ANAL, युग और कालचक्र की 


परिभाषा 
सशोधनाश्रय वर्षादि क्रम से ऋतु 
विभाग 


वर्षादि ऋनुजों में पित्तादिके az, 


प्रकोप तथा उनके रोग-भवन 
प्रकार 93 


वर्षादि ऋतुओं से सञ्चित तथा शर 
दादि में प्रकुपित दोपों के नि्- 


रण का उपाय ” 
बाताडि दोषों का स्वाभाविक सदा- 
मन काठ 99 


एक दिन में पट ऋतुओं का होना 
तथा उनमें दोप-चयादि अवस्था २२ 
अव्यापन्न ऋतुओं में जोपधियों का 
शुणशाळी होना " 
aga की विकृतिके कारण, विकृत 
जळ के उपभोग से रोगोत्पत्ति » 
विकृत ऋतुओं में अधिक्रत औषध- 
सेवनोपदेश 
maleate के अतिरिक्त अन्य 
कारणों से भी रोग हो जाते हैं. » 
विकृत ऋतुकाळ में स्थान परित्या- 
यादि उपदेश १3 
अविकृत ऋतुओं के लक्षण 
हेमन्त, शिशिर, चसन्त, scr, प्राधूद 
वपां तथा शरद, ऋतु के छण » 
वातादि दोषों के प्रकोप के कारण २० 
किस ऋतु में किस दोप का निईरण 
करने का उपदेश क्र 
सातवां अध्याय 
यन्त्रविधि अध्याय का उपक्रम २४ 
यन्त्राकी सरया तथा सामान्य लक्षण, 
Tals छु मकार तथा आवान्तर भेदुर 
| यन्त्र बनाने के द्रब्य 
। थन्त्रनि्माणविधि 
| स्वस्तिकयन्तरो के नाम, ऊष्ण और 
कार्य 


93 


faa: प्ृष्टा 
शयन्त्रों के नाम ळण और कार्य २१ 
ताठ्यन्त्रों के नाम, स्वरूप भर काय” 
नादीवन्चों क नाम स्मरूप और काय” 
शळाकायन्त्रा के नाम स्वरूप और 


कार्य २६ 
उपयन्त्रो के नाम, स्वरूप और काय » 
यन्त्रो के कार्य तथा दोघ २७ 
प्रणस्तयम्त्रस्वरूप ” 
दृश्य तथा गृढ शब्य निकाळने वाळे 

यन्त्र 3 


यन्त्रो में कळ्मुलयन्च की प्रधानता 7 
९ ~ अष्टम अध्याय 
श्राखाचचारणीय अध्याय का 
उपकम २८ 
चीस प्रकार फे शख 
दाख पकदूने का तरीक्रा ” 
mas का प्रमाण ४१ 
sat की सम्पत्‌ या गुण " 
wat के दोष तथा धारा 
आहरण और एपणकम मे धाराओं 


का भेद » 
afea, grag तया पुपणी का 
स्वरूप 


शर्तों की त्रिविध पायना का निरूपण » 
पायित दाख का विभिन्न शखकमों 
सें प्रयोग n 
aa को तीचण करने के लिये 
शिळा तथा धारास्थापनार्थ 
प्राइमछिफछक 3 
दाखकर्म मे प्रयुक्त करने योग्य aon 
अनुराख्रों का वर्णन च उपयोग # 
शस्त्र बनाने योग्य घातु तथाकारीयर ३० 
दाखग्रहणपरिचय की आवश्यकता » 
नवस अध्याय" 
योग्यासून्रीय अध्याय का उपक्रम ३० 
योग्या करने की आवश्यकता ” 
छेद्यादिशखकर्मा का विभिन्न फला- 
feat पर अभ्यास ” 
Was में अभ्यस्त Fa मोह को 
नहीं ma होता हे ३१ 
शखकरसंकाशल-प्राप्ति मे योग्या 
आवश्यक ड 33 
£. दशम अध्याय 
विशिखालुप्रवेशनीय अध्याय का उपक्रम ३२ 
विशिखानुमवेश या चिठ्रित्सा कर्म के 
योग्य बैच 9 


दूध-दाकुनादि का विचार कर रोगी 


के घर में जाना | 


विषयाः 
रोगविज्ञान के छुः साधन 
श्रोन्न, त्वकू , चु, घाण, जिह्वा और 
प्रश्न द्वारा रोग विज्ञान घकार » 
अपरीक्तित रोगों में चिकित्सक कि - 
कर्तव्य विमूढ हो जाताहै ३३ 
साध्य, याप्य और असाध्य रोगों सें 
वेद्य का कर्तव्य ” 
कुछ रोगियों में साध्य रोग भी 
दुश्चिकित्स्य हो जाते हैं ” 
चद्य के लिये परख्री का सम्पर्क-निपेध ३४ 
ग्यारहवां अध्याय 
सारपाकविधि अध्याय का उपक्रम 
शाख्ानुझात्रो में छार की प्रधानता » 
च्षारशव्द की निरुक्त, कार के गुण 
ओर कर्म 3१ 
चार के भेद ” 
प्रतिसारणीय क्षार के विषय 
पानीयक्षार के विषय ” 
कज्ञारचिकित्सा के अयोग्य रोगी १) 
पानीयक्षारनिभाणविधि " 
प्रतिसारणीय क्षार के सेद तथा 
उसके निर्माण की विधि ” 
UCU तथा भमध्यमत्तार 
पाक्यसंक्षक तीचण क्षार का निर्माण- 
प्रकार 59 
व्याधि के चळावळ को देख कर क्षार- 
प्रयोग करना चाहिये ४ 
BIN में वलाघानार्थ क्षारोदुक का 
प्रचेप श्र 
चार के गुण १ 
क्षार के दोष शर 
च्ारम्रतिसारणविधि १ 
चार से सग्यग्द्ग्ध के लक्षण 
aang के न गिरने पर आलेप » 
क्षार त्रण के रोपण का उपाय 99 
कारदुग्धवेदूना अम्ल से शान्त होती 
हे, इसमें युक्ति » 
क्षार द्वारा सम्यक्‌, हीन और 
अतिदग्ध के रक्षण , ®» 
शारद्ग्घन्रणचिकित्खा छः 
द्विविधक्षार का प्रतिषेघ विपय » 
प्रदेश विशेष में क्षार का निषेध 
चार का कवस्था विशेष में निषेध » 
अएपमति-प्रयुक्त और विज्ञ-अयुक्त 
Wt की विशेषता 99 
बारहवां अध्याय 
अग्निकर्मविधि अध्याय का उपक्रम 
कार से भप्ति की teat ” 


एष्ठाङ्काः 
३२ 


विषय सूची 3 
gergt | विषयाः पृष्ठाङ्काः 
अग्निकर्म के साधन ३८ | त्याज्य जलौक्रा ३५ 
असिकर्म का काळ और अपवाद >» | जलौकावचारणविधि » 
सर्व रोगों में पिच्छिलान्न खिळा कर जलोका द्वारा रक्तमहण का ज्ञान » 

अञ्चिकमे करें किन्तु अश्मर्यादि जलोका द्वारा शुद्ध रक्त अहण का 
सें भूखे पेट अग्निकर्मविधान ३९ ज्ञानोपाय ” 
एकीयमत से द्विविध अग्निकर्म >» | tage जलौकाओं में से रक्त 
व्वग्मांसाद्दिग्घलक्षण ” निकालने का उपाय ” 
विभिन्न रोगों में विभिन्न स्थानों पर सम्यग्वान्ता लक्षण छ 
अभि कर्म का विधान » | दुर्वांन्ता लक्षण » 
अञ्निकर्म का विपय » | दुर्वान्ता के इन्द्रमद रोग ” 
अभिकर्म का चलयादिस्विरूपवेशिष्यय » | जलौकावचारण के द्वारा रक्तमोक्षण 
असिक्र्म के पूर्व विचारणीय विषय » के पश्चात्‌ उपचार ४३ 
re सधुसपि पलेप » | जलोकाज्ञानविषयक संग्रह श्‍लोक » 
रोर्ग ” ० 
Sain केदार मद के शोणितवर्णनीय अध्याय का उपक्रम ४६ 
सादे रस की परिभापा, स्थान तथा परि- 
दुहन के सार्वदेहिक लक्षण और अमण का प्रकार ” 
उन की सम्प्रासि ” | रस से रक्त की उत्पत्ति का स्थान व 
प्लु्टद्ग्घचिकित्सा ४१ प्रकार ३८ 
दुदुंग्धचिकित्सा » | रक्त की परिभाषा ” 
सम्यग्दर्घचिझित्सा ” रस से ही wags रक्त की 
अतिदृग्धचिकित्सा ” उत्पत्ति ” 
सर्वद्ग्ध at के लिये रोपण घृत » | रक्त और आर्तव का स्वभावतः भेद ४९ 
स्नेहदग्ध की चिकित्सा ” | ata रक्त में आश्नेयत्व शा 
घूमोपहतलक्षण » | जीवरक्त का पञ्चभूतात्मक कथन » 
धूमोपहत की चिकित्सा का क्रम ४२ | रक्त में एयिवी आदि पञ्चमहाभूतों 
उष्णवातातपद्ग्ध शीतवर्पानिळ- की उपस्थिति या गुण » 
पीडित-विद्युत्पातद्ग्ध की एवं रस से रक्तादि-धातुओं की क्रम से 
इन्द्रचञ्जद्ग्ध रोगी के उपचार » उत्पत्ति का निर्देश ” 
तेरहवां अध्याय अज्नपानजन्य रस ही सर्वधातुओं 
जलोकावचारणीय अध्याय क पोषक : = 
का उपक्रम ४३ | पुरुप रसज है अतः रस की अज्ञपा- 
Salar के योग्य रोगी ” नादि से रक्षा करे ठी 


a-faa-Seage शोणित का क्रमत. 
ig, जळोका, तुस्वी द्वारा रक्तमोक्षण » 
sass से रक्तमोक्षण करने की विधि » 
जळोका शब्द की निरुक्ति » 
जलोकाओं का सख्या निर्देश | 
सविष जळौकाएं » 
निर्विष » 
जलीकाओं केनिवासच्षेत्र , » 
ade से जलीकाओं का सविंष 

निर्विपत्व ” 
जलौकाओं का सुगन्धित age 

क्षेत्र निवास 9 
जलौका-प्रहणोपाय छ 


जलीकाओं का सरक्षण तथा पोषण 
३3 


रस की निरुक्ति तथा एक २ धातु में 
अवस्थान काळ ” 
शरीर में तीन प्रकार से रस की गति ५१ 
वाजीकरण ओषधियों का शीघ्र शुक्र 
रेचकता गुण 
वालकॉ-से शुक्र अतीति न होने 
मे युक्ति ry) 
वृद्धावस्था में अन्नरस के पोषक न 
न होने में कारण » 
विकृत रक्त के दोपभेद से लक्षण » 


२२ 


शुद्ध रक्त का SIT जद 
विस्राव्य-रोगियों का अतिदेश से 
कथन ११ 
अविजाब्य रोगी » 
शखवचिखावण के दो भेद » 


¢ 


विपयाः 
प्रच्छानविधि 
शोणित के टीक aan न होने में हेतु » 
सदादिष्याप्त रोगियों का रक्त खचित 
नहीं होता है » 
दुष्ट रक्त के च न निकालने सें डोप » 
अतिविस्रावित रक्त के उपद्रव » 
शोणितभोक्षण के योग्य काळ 
सम्यग्वित्रावित छक्षण » 
रक्तविखावण के ठाम १ 
अप्रवृत्त रक्त के प्रवर्तन का उपाय » 
अतिम्रद्वत्त रक्त के रोकने फे उपाय ४ 
अधिक रक्तचुति से मन्दाधि व 


चातम्रकोप प्ण 
रक्तत्रवण को रोकने फे चार उपाय » 
रक्तस्राव में दाह की प्रधानता १! 
सदोपदोप रक्तत्राव का उपदेश ९६ 
देह का मूळ रक्तहे अत एवं जीव 

रक्त की रक्षा करें ” 


रक्तत्राव-रोच में शीत-प्रयोग से 
प्रकुपित चात के शमन का 
उपाय » 
£ qegeat अध्याय 
दोष, घातु, मला के ज्यदुद्धि-विज्ञा- 
नीय अध्याय का उपक्रम 
दोर्षा के qa-alS ata का कारण » 
प्रकृतिस्थ चात तथा पित्त के कार्थ » 
प्रकृतिस्थ कफ के कार्य ७७ 
प्रकृतिस्थ रसरक्तादि धातुओं के कार्य” 
मला के स्वाभाविक कार्य ४! 
आर्तव, गर्भ और स्तन्य के कार्य ५८ 
प्रकृतिस्थ दोप, धातु, मळ और 
स्तन्य की रक्षा का उपदेश » 


हीण वातादि दोषों के लक्षण तथा 
feat ” 


रसरक्तादि धातुओं के शय के लक्षण 
तथा चिकित्सा श्र 
पुरोप, Be तथा आत्तवछय का लक्षण 
पुव उनकी चिकित्सा ण्९्‌ 
अतिवृद्ध दोप, wa भर मल के 
aT 3 
अतिवृद्ध रस-रक्ताटि धातुओं के 
रचणे ” 
wftiga पुरीप, स्वेद | 
आर्तव, स्तन्य और गर्भ SE 
भतिबृद्ध दोप, धातु और भळादिकों 
क्ती चिक्रित्सा 7] 
frase धातु आदियों का हास 


करना श्रेष्ठ है हि 


विपयाः 
चर ( ओज) के तथा awa के 


विपय सूची 
प्र्ठाळाः 


रपण 


ओन की परिभापा » 


बल ( भोज ) के प्राकृत कायं » 
ओज के गुण ” 
ओजक्षय के कारण ” 
विकृत ओज की तीन व्यापत्तियाँ » 
ओज के तीन दोष तथा वळविखस 
का उपसंहार ” 
बलव्यापत्‌ और वलय के wy ६२ 
चळविखंस ओर व्यापत्‌ की चिकित्सा » 
टोपधात्वादि क्षीण में स्वयोनिवर्धन 
Heat का उपयोग ” 
अभीष्ट आहार से क्षीण दोप, धातु, 
मल at पूर्ति ” 
भचिक्रित्स्य धातुत्तयी के छण >» 
सेदोबूडि का कारण भोर चिकित्सा » 
मेदोधुद्धि में शिलाजत्वादि द्रव्य, 
व्यायाम तथा छेखन वस्ति » 
कार्यं का कारण तथा चिकित्सा 
उत्पन्न कार्श्यं में मधुरगण Aer 
तथा दुग्ध-दध्यादि का प्रयोग » 
मध्य दारीर के कारण, शुण तथा 
रक्षा का उपदेश 9१ 
स्थूळ और gar की निन्दा तथा 
सध्यशरीर श्रेष्ठ ” 


दोप हो धातु ओर मळों के चय में 


कारण होते हैं 
दोप, धातु और मलो के परिमाण- 
निर्देश न करने के कारण n 
चिना स्वास्थ्य के दोष-समता के 
ज्ञान का अभाव श्र 
दोषों के चय तथा बृद्धि का छत्तण 
अनुमान से जाने जाते हैं » 
स्वस्थ और अस्वस्थ के प्रति चेध का 
कर्तव्य ss 
स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण » 
सोलहवां अध्याय ४ 
कर्णव्यघर्वघविधि अध्याय का उपक्रम ६४ 
कर्णवेध का प्रयोजन तथा विधि » 
अन्यदेशविद्व-्ञानोपाय ६५ 
कर्णसिरार्ओं के वेध होने पर उपद्रव » 
दुर्विद्ध कर्ण की व्यापत्ति और चिकित्सा » 
सम्यस्विद्ध में पश्चात्कमं » 
कर्णोपद्रव शान्त होने पर उस के 
aaa फे उपाय 9 
छिन्नकर्ण सन्धान षष्‌ 
क्णसन्धान की पन्द्रह विधियां » 


विपयाः 

कुछ कर्णवन्धों के सन्धान सूत्र 
चिप्तादि पञ्च असाध्य कणबन्ध 

दोनों कर्णपाली न होने पर कर्तव्य 


आभ्यन्तर और वाह्य सन्धानो TAA 


एक पालि होने पर कत्य 

पालि के भभाव में कर्तव्य 
कर्णवन्धविधि 

कर्णवन्ध में परिहार्य 

सन्धान के भयोग्य कर्ण ; 
कर्णसन्धान के पश्चात्‌ कम 
घणरूढ होने पर कर्ण का पुनर्वर्धन 
ASS घण कर्ण के वर्धन में दोप 
शुद्ध कर्णपाली के वर्धन का उपाय 


घृष्ठाक्वाः 


६६ 


६८ 


अनुपद्रत कर्णपाछि का स्वेदनादि कम ? 


कणपाछि पर Seat 

दबातावर्यादि तेळाभ्यद्ग 

कर्णवर्धन रुकने पर स्वेद-स्नेह- 
प्रच्छुनादि-प्रयोग 

ARH का सहसा वर्धन करने से 
आमकोशी चिकार 

वर्धन योग्य कर्ण 

कर्णवन्धों की अपरिसंख्येयता 


” 


कर्णपाली के रोग तथा उनके चातादि 


दोपदुष्टि के wan 
कर्णपाली के रोगों की चिकित्सा 
कर्णपाली के उपद्रव 
उत्पाटक पर लेप 
उत्पुटक पर लेप 
श्यावहर लेप 
सकण्डूक पर लेप और तेल 
उपद्रवो के घण की चिकित्सा 
अचमन्थक में अचसेचन तथा लेप 
कर्णकण्डूहर रेप तथा तेळ 
ग्रन्थिक से खावण तथा लेप 
जगुर में लेखना दि प्रयोग 
खाबी उपद्रवहर लेप 
कर्णदाह में उपचार 
चिश्ेपित ( दिन्न ) नासा की 
सन्धानविधि 
डिनोष्ट की सन्धान विधि ८” 
सत्रां अध्याय 
जामपक्षपणीय अध्याय का उपक्रम 
शोफ की परिभाषा 
झोफ के छः भेद, वातादि पड्िध 
शोफ के BIT 
शोफ के पकने में हेतु 
MAM RSG 
पच्यमान झोफ के छक्तण 


विपयाः 
पक्क्झोफ के छत्तण 
गग्मीरघातुगत कफत शोफ के 
पकापकसंदेद्द होने पर उस के 
जानने का उपाय ” 
शोफ की आमादि भवम्थाञा को 
जानने वाला ही वच द तथा 
इतर तस्कर होते हैं शा 
चात के विना पीडा, पिच के बिना 
पाक और कफ के बिना एच 


७२ 


नहीं हाते 4 १ 
अन्यमत से शोणिन का पाक हो कर 
पूय बनता हैँ 5 


आम शोथ Sta में दोष ७३ 
पकापक्सोफ में पळ की उपेक्षा 

करने से नाडी का होना 9 
नामशोफ-देदन और पछ की उपेक्षा 

करने पर वैद्य को श्वपच उपाधि » 
दाखकर्म के पूर्व भोजन नथा मद्यपान 

क्रानेका विधान और उनके गुण” 
स्वल्प या महान शोफ की चिद्धित्सा 

न करने पर क्रच्छुसाध्य होना » 
आलेपनादि से लोफ का शमन न 

होने पर उसका पककर पिण्डित 

होना ७2 


पक्शोफ का पूय न निकालने पर दोप » 

शोफ के विग्लापनादि सात उपरम » 
अद्वारहवां अध्याय 

बणालेपनवन्धनविधि अध्याय 


का उपक्रम _ we 
ब्रणोपक्रमों में आलेप भार बन्धन 

की प्रधानता » 
प्रतिठोम आठेपन तथा उस के गुण » 
शुष्यमाग की उपेक्षा न करे 8 
लेप के तीन नेद ११ 
अलेप, We और आलेप 9 
प्रलेपादि सें भेद 5 
आठेपादि के गुण 


अविदुग्च दोफ में आलेप लगाने 
क छाम 
आलेप में खें Sea का दोपानुसार 


छा 


प्रमाण 2 
AST की मोटाई का प्रमाग ” 
रात्रि मे आलेप का निषेध १ 
रोगानुसार आलेप का प्रयोग नथा 

आळेप के नियम ” 
घरणवन्थन दरव्या का निर्देश क्र 
चौदह प्रकार के वन्यन तया उनके 

नाम ७६ 


पाडः | 


विषय सूची 


विषयाः 
, उक्त चन्धनों के बाघने क स्यान 
| बन्धन की गांठ लगाने कास्वान * 
चन्ध (पट्ट ) बांधने की विधि 9 
अतिल्निग्ध ओर ea विकेशिका 
( चनि ) का निपेघ 
AN के स्थानानुसार बन्धन के 
तीन भेद ” 
गाढ, fafae और समवन्ध के लक्षण » 
Tate वन्धना के स्थान 9 
देंपानुसार तथा स्थानानुसार 
बन्धनों में परिवर्तन ” 
दोपानुसार तथा कालानुसार 
चन्घन वांघने के समय के नियम ? 
स्थाननिर्देश के विपरीत वन्धन 
ated से दोप, उचित वन्धन 
बांधने के छाम १ 
बन्धन नही बांघने में दोष 99 
वन्धन से an में विशेष लाभ 
अवन्ध्य घण 
we, अच्चिदग्ध आदि से उत्पन्न घण 
भी अवन्ध्य हैँ ” 
देश, दोष, घण सौर ऋतु का विचार 


७६ 


कर वन्ध वांधे » 
पट्टवन्धनविधि १ 
चन्धन में योग्य विकेदिका तथा 

औषध 2: 
दोषों के अनुसार घण से पूय 

निकालने क्री विधि 29 
ओष्सन्धान तथा अस्थिसंयोजन में 

भी चन्धन की उक्त विधि 

रास्त है ” 
कुछ बण ऐसे हैं जो बन्धन के विना 

ठीक नही दो सकते ” 

उन्नीसवां अध्याय 


बणितोपासनीय अध्याय का उपक्रम ७९ 
afta के योग्य आगार का निर्माण > 
आगारयोग्य भूमि शा 
न्रणी के योग्य शय्या तथा शिरोदिशा » 
अच्छे आस्तीर्ण चाळी दाय्या के गुण » 
sont के समीप मित्रोपस्थिति के लाम ७ 
चरणी के दिवाशयन से दोप 9 
उत्थानादि क्रियाओं में बण रचा का 
ध्यान रखे ” 
afta के लिये स्थानासन चंदकमण 
निषेध ” 
अधिक उठने वेठने से दानि 
त्रणी के लिये गम्य frat के दर्शन, 
स्पर्शन, भाषण का निपेध 5 


परष्टाद्गाः 


¥ 


विपयाः पृष्टाळा! 
खीदरशनादि से शुक्रत्राव-सम्भाचना ८० 
तरणी के लिये नवधान्यादि का निषेध ७ 
नवधान्यादि से पूयादि dese » 
तरणी के लिये aa का निषेध 3) 
घणी के लिये अन्य वातादि का त्याग » 
उक्त परिहार्य seat के त्याग न करने 


से दोष 5 
बणरोगी को विशेष आगन्तु बाधाओं 

का परिहार 9 
चणी नीचनखसरोम से रहे तथा 

शान्तिपाठ करे » 


मांसशोणित के इच्छक राक्षस Ah 
के पास आते हैं अतः घृपवल्यु- 
पहार द्वारा उनका सत्कार 
विधान 33 
राक्षस-भूतादि प्रसच्ता का फळ 
प्रसन्नतापूर्वक कथाओं के श्रवण से 
शीघ्र लाभ भा 
उपाध्याय तथा वेद्य वेदोक्त आझी 
वेचर्नासेघणी की रक्षा करे. » 


दृदारात्रि तक सर्पपादि से दिन में 
वार बण का धूपन 5 


चणी के शिरोधार्य ओपघियां » 
व्रण पर चंवरी से हवा करना, त्रण 


की विघटन, dea और कण्डूयन 

से रक्षा करना 99 
राक्षर्सा को नष्ट करने वाळी विधि 

का फळ १ 
घणी का पथ्य आहार ” 


तरणी के लिये शाकनिर्देश तथा शत 
जळ पान 

दिवानिद्वानिपेघ 

आयास, जागरण, दिवास्वाप और 
मथुन से घणी का अहित 9 


” 
<२ 


यथोक्त आहार आचार पर नियमित 
रोगी को सुखग्राप्ति » 
Great अध्याय 
हिताहितीय अध्याय का उपक्रम ८२ 
हिताहितीय-विपयक शाङ्रा-समाघान » 
एकान्त हितद्रव्य और एकान्त 
: अहित zea » 
सवंप्राणि हिवकर रक्तशाल्यादि 
आहारवर्य १ 
एकान्त रूप से पथ्यतम द्रब्य <3 


हितकारी भौर अदितकारी द्रव्य » 

सयोग से विपतुल्य होने वाले द्रब्य » 

रोग, सात्म्य, देश, काळ आदि का 
विचार करके घरणी के पथ्य की 
फल्पना करें ११ 


विषय सूची 


& 
पृष्ठकः 
विपयाः पृष्टाङ्काः 
कोई भी zea एकान्त रूप से श्लेष्मा का ब ABT ८९ 
~ © ९० 
हितकर या अहित कर नहीं हो पञ्चविध श्लेष्मा के काय 
सकता : oa | अविदग्ध तथा विदग्ध शलेप्मा के 
+] 
दग्ध की पुकान्तहितता तथा विप ल्क्षण 
“क्ली एकान्त अहितता » | रक्त का स्थान, रक्त का स्वलक्षण » 
संयोग से अहितकारी अन्यद्रव्य » हका दोप स्थान में सद्धित दोषों के 
कर्मविरुद्ध दृव्यों का वर्णन ८२ हि ; 
ah और विपाक से fez रस इन्र” | oe य ” 
a at योग से युक्त आवो ८५ | पित्तप्रकोपण का समय » 
हि कफ के प्रकोपक द्वव्य » 
वीय, गुण या रस से विरुद्ध द्रब्य 
रसे जहिता हते » |७बकेमसोेपणकासस्य ५ 
युक्त न्य के लेवत „ | रक्तप्रकोपण का समय ” 
अहित का सामान्य वर्णन दोपप्रकोपण का ससय 2 
दिख्ाहारजन्य रोगों के शमनार्थ कुपित दोषों के प्रसार के हेतु, विशेष 
यु न 
रे शामन लक्षण तथा TH पथक्‌, दो २ 
र्क pain रामन, हित न तथा सम्मिलित रूप में प्रसरण » 
कुछ दशा में विरुद्ध ढव्य भी अहित- मकुपित दोप जहा प्रसरण करता है 
कारी नहीं होते है ही चहां हक के. कक दै » 
| सो चल खाब के 
दक्षिण दिशा की वायु के गुण » दोप > वार हो चिकित्सा 
पश्चिम दिशा की चायु के युण-दोष 2 =. a | 
उत्तर दिशा की चायु के गुण " 


{( “ई सवां अध्याय 
ANAC अध्याय का उपक्रम 


चात, fra और कफ ही देह की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रत्य के 


कारण होते हैं 


चात, पित्त और कफ या रक्त इन के 


चिना देह की स्थिति नहीं है 


चात, पित्त तथा इटेप्मा शब्द की 


निरुक्ति 


>प्रकृतिस्थ चाताडि टोप स्थानों का 


चर्णन 


प्रत्येक दोप तथा उनके स्थाना के 


पांच-पांच सेद 


फफ, पिच तथा चात ये देह के 


धारक है 


“शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य 


प्रकुपित तथा असरित वातादि 
adi के छत्तण ९३ 
दोषों के स्थान-संश्रय का वर्णन 
तथा चहां उतपन्न होने वाले 
रोगों का निर्देश ” 
व्याधिप्रकट होने की अवस्था » 
व्याधियाँ की भेदावस्या 9१ 
व्याधियों के सञ्चय, प्रकोप और 
प्रसरादि को समझने वाला ही 
a 
चेच हो सकता दे 
सञ्चयावस्था में ढोपहरण से लाभ » 
ससग में भशाश वल-विकल्प से 
अनुचन्ध्य ( प्रधान ) तथा भनु- 
aq ( अम्रधान ) भाव » 
दोप संसर्ग तथा सन्निपातावस्था में 
शेप दोप के साथ अविरोध 


3 


< 


3? 


| 


” 


<८ 


afta पित्त ही अभि है पूर्वक प्रधान दोप की चिकित्सा 
इस शका का समाधान » का निर्देश » 
पक्कामाशयमध्यस्थ पित्त का कार्य | मण निरुक्ति तथा घणवस्तु की 
तथा पित्त के पाचक-रक्षकादि परिमापा 9 
र पञ्चविध भेद » वाईसवां अध्याय 
पत्त का चिद्धिसोपयोगी स्वळछण ८९ | घगाखावविज्ञानीय अध्याय का 
पञ्चविध wen का स्थान और कर्म » | उपक्रम दु 


विषयाः garg! 
ब्रणचस्तु या घण के त्वयादि आठ 

अधिष्ठान a4 
सुचिकित्स्य तथा दुश्चिकित्स्य घण » 
त्रण की चार स्वाभाविक भाकृतियां 

तथा शोप भाक्ृतियां दुश्चिकित्स्य 

चण की द्योतक हँ ” 
आत्महितेच्छुक रोगी के सद्देध द्वारा 

चिकित्सा करने से ब्रण सुचि- 

कित्स्य होते है तथा कुपथ्यसेची 

के ब्रण दूपित हो जाते हैं » 
ge बण के लक्षण ” 
त्वडमांसादिगत सम्पूर्ण घर्णा के 

AAT लक्षण 3 
स्यानभेद से मणाखाव के लक्षण 

और असाध्यता 
वातादि argent सर्व वण 

वेदनाओं का वर्णन » 
दोपानुसार ब्रणवर्ण का वर्णन 
aor की वेदना और वर्थ के अनुसार 

सर्व शोफो की वेदना भोर वर्ण 

को समझो » 

तेईसवां अध्याय 

कुत्याङ्त्यविधि अध्याय का वर्णन ९७ 
सुखसाध्य, कष्टसाध्य, सुखरोपणीय 

तथा दुश्चिक्रित्स्य घण n 
कृच्छूसाध्य तथा याप्य AT ९८ 
चिकित्सा न करने से साध्य घण 

याप्य, याप्य बण असाध्य और 

असाध्य घण प्राणनाशक हो 

जाते डे » 
याप्य लक्षण » 
असाध्य ब्रणों का वर्णन 3 
चसा-मेद्‌ मजादिलावयुक्त आगन्तु रथ 

टीक हो सकता है किन्तु दोपज 

am ठीक नहीं हो समता ९९ 
असाध्य त्रण छक्तण % 
साध्य व्याधि की उपेक्षा करने से 

असाध्य हो जाती है » 
व्याधि की सुखसाध्यता » 
शुद्ध त्रण के लक्षण » 
रोहित होते हुये oT के छ्क्तण » 
WATE घण के लक्षण » 
रूढ घण के विदीर्ण होने के कारण » 

चौबीसवां अध्याय 

व्याधिसमुदेशीय अध्याय का उपक्रम १०० 
शखसाध्यत्व भोर स्वेहादिसा ध्यत्व 

से रोगों के a a » 
व्याधि की परिमापा Pn 


विषयाः पृष्ठा्वाः 
त्रिविधदुश्स ५०० 
उक्त Sa सात प्रकार की व्याधियों 

के रूप में प्रगट होता हे » 
जाविवलप्रदृत्त, जन्मवल्म्रवृत्त 

आदि सात व्याधियां, आदिवल 

प्रवृत्त के दो Az शर 


लन्मवलप्रवृत्त के दो भेद, दोपबळ | 

प्रवृत्त के दो भेट, उक्त रोग 

शारीरिक व मानस सेद से 

द्विविध ङ 5 
उक्त fea व्याधियां आध्यात्मिक » 
संबातवलप्रदृत्त आधिभौतिक रोग हैं ५०१ 
काळ्वलप्रवूत्त रोगों के कारण 
» तथाभेद_ _ . शि. 
दंववलप्रघृत्त रोगों के कारण व भेद » 
स्वभाववल्प्रद्दत रोग तथा 


उन के मेड, < ” 
उक्त रोग आविदविक है ” 
feat > 2 
सर्व व्याधियों के चात, पित्त और 
a % 
कफ हीं कारण ₹ 8९ 


धातुओं के दोष दूषित होने से 

उक्त रोगों की रसज-मांसजादि 

संज्ञा होती दे ” 
रख रक्त माँस-मेदा-अस्थि Aa शुक्र 

मळ इन दोषा से उत्पन्न विकार १०२ 

इन्द्रियायतन विकार १ 
शरीर के किसी विशिष्ट स्यान में 

रोग होने में हेतु श्र 
वातादि दोष तथा प्वरादि रोगों का 

सम्बन्ध नित्य है या अनित्य १०३ 
दोपरोनसरवन्थगाळा का समाघान ” 


a eR ” 
rs पच्चीसवां अध्याय 

अष्टविघद्चन्त्रकर्मीय अष्याच का 
उपक्रम, Gu व्याधियां ” 

भेद्य, लेख्य, वेव्य, पुप्य और 
आहार्य व्याधियां 

any और सीच्य व्याधियां श्र 

असोच्य तथा विशोघनीय रोग ’ 

Gaara की विस्तृतवित्रि श 

चेश्वितक, गोफणिका, तुन्नसेवनी 

और ऋजुगन्थिसीवन श्र 

सूची के तीन भेद तथा उनके 
उपयोग 

अतिदूर तथा अतिसमीप सीवन 
क दोप 99 


सीवन के पश्चात्‌ कत्त॑व्य कर्म is 
सूत्र में संज्षिप्त अटविध दखकर्स 
का चिकित्सा में विस्तार संकेत » 


विषय सूची 


9 
विषयाः पृष्ठाक्ाः | विषयाः यृष्ठाद्वाः 
अष्टविध शस्त्रकर्म में चतुर्विध शुद्ध देहियों के अनुलोम प्रविष्ट | 

ब्यापत्तियाँ १०५ |. शल्य रोहित होते हैं १०८ 
क्षक्षानादिकारणों से ङदासकर्म करने दोपप्रफोपादि से शल्य वाधा 
पर अनेक रोगोत्पत्ति पहुंचाते हूँ १०५ 
रोगी ऐसे वैका सर्पवत्‌ त्याग कर दे” | स्वव्प्रविष्टशब्यज्ञानोपाय Fi 
अज्ञवद्य द्वारा प्रयुक्त शाख से मासध्रण्दाठ्यङ्ञानोपाय 9 
ae द्वानियां ” सिराधमनीखोतस्नायुग्रणश् शल्य 
भमविद्ध के छत्तण ६०६ जञानोपाय ” 
सिराओं के छेदन-भेदन AR पर अस्थिप्रणएणल्यज्ञानोपाय श्र 
रक्तछ्ुुति तथा विविधरोगोत्पत्ति » | सन्धिमर्मप्रणष्शल्यश्ानोपाय $i 
age के लक्षण | गुप्त शल्य के लामान्य विज्ञानोपाय » 
चलाचलसन्धिक्तत होने seg » | शोक द्वारा गुप्त शल्य ज्ञानोपाय 
aftafis के लक्षण » निर्दश » 
मांसविछ के » » | दोल्यरहित प्रदेश के जानने का 
अज्ञान से निनगात्र छेद करने उपाय » 
वाले वंद्य का व्याय » | अस्थि, शद्ग तथा छोहमय at 
तिर्यक्‌ श्न प्रयोग की व्यापत्तियां » का परिणाम ११० 
रोगी माता-पिता से भी वढ कर वृक्ष, वांस और तृणमय दाल्य का 
वेध में विश्वास करता है अतः परिणाम 9 
au उसकी पुत्र के समान कनक, रजत आदि घातु weit 
चिकित्सा करे i का परिणाम 99 
दितपूर्वक सम्यक्‌ चिकित्सा करने अन्य शठयो का परिणाम ” 
का फल ५०७ | शरीर में विशीर्ण ( Reta) न 
अष्विधकमा में से कोई रोग एक, होने वाले शल्य ” 
दो, तीन या चार से faz दाल्य की ड्क विशेषताओं का 
होता नाता वंद्य ही राजचिक्रित्सक 
छव्वीसवां अध्याय -7 दो सकता है Sani क 
प्रणष्शल्यविज्ञानीय अध्याय का सत्ताइसवा अध्याय 7” 
उपक्रम १०७ | अरेयापनयनीय अध्याय का उपक्रम » 
शक्यशाव्द की निरुक्ति तथा उस के दाक्य के अववदध तथा अनववद्ध 
चिकित्सोपयोगी भेद ag | ढो Bo निर्टरण के र 
शाक्य का लक्षण तथा शर्यशास्र- उपान eae a 
_नामकरणद्देतु ” स्थान तथा स्वरूप आदि विशिष्ट 
शारीरिक और नागन्तुक wet का शब्य को निकालने के विशिष्ट 
निर्देश : उपाय > 
दाए्य का अधिकार या शर की बडे या छोटे सर्च प्रकार के seat 
प्रधानता शिका को निकालने के प्रतिलोम तथा a 
शर के कर्णी तथा शचण दो भेद ५०८ | अनुछोस दो ही तरीके हें १५१ 


दाळ्यों के आहरणोपयोगी गति भेद» 
शरीर में दाल्या के लगकर अवस्थित 
होने में हेतु ‘9 
शक्य अवस्थित होने पर उस के 
लक्षण 33 
शक्य के सामान्य तथा विशेष लक्षण » 
शद्ययुक्त प्रदेश के सामान्य छक्तण » 
त्वचामांसपेश्यन्तरसिरास्नायु- 
खोतोगत दादय के विशेष लक्षण » 
धमनी~अम्थिविवर- सन्धिममगत 
MT-ST ” 


उत्तुण्डित ( इन्यमानसुख ) शल्य 

को निकाळने की विधि ” 
दाल्यनिप्कासन समय में सूच्छित 

रोगी का उपचार ” 
शल्यनिर्हरण तथा उस का पश्चात्कर्म » 
शिरास्नांयुविळ्य राल्याहरण 33 
हदयस्य राल्याहरण 3 
अस्थिविवरग्रवि्टशल्याहरणविधि » 
कुक्षि आदि में प्रविष्ट शल्य के 


निकालने की विधि ११३ 


द 


विषयाः 
कर्णीशर्याहरणनिधि 
कण्ठासक्त जातुपश्नल्य की 
आहरणविधि 9 
अजातुपशल्याहरणविधि 9 
कण्ठासक्त अस्थिशल्य की 
आदहरणविधि क्र 
ASAT ब्यक्ति के उदरान्तःस्थ जरू 
के आहरण का उपाय ” 
कण्ठासक्त आसशल्य के निर्हरण 
विधि ११३ 
बाद ( फाँसी ) पीडित 
कण्ठ प्रकुपित बातरलेप्म को 
MAA करने का उपाय 
meq की आकृति, स्थान आदि का 
निरीक्षण कर शल्य भाहरण करे 7 
कणी तथा दु'खाहायं शल्य को युक्ति 
a निकाले ” 
SH उपायों से शदय के न निकलने 
पर यन्त्र द्वारा निकाले » 
निहत द्राव्य के दोप ./ 
९५क्षद्टाईसवां अध्याय 
दिपरीताविपरीत चणविज्ञानीय 
अध्याय का उपक्रम ११४ 
पुष्प, धूम तथा मेघ फळ, असि और 
बृष्टि के स्यापक हैं तद्दत्‌ अरिष्ट 
स्यु के सूचक हैं 
उरपन्न afte सूचम होने से, प्रमाद 
से या ate मिट जाने से अज्ञ 
द्वारा ज्ञात नहीं होते हैं » 
अरिए होने पर भी स्यु रोक 
सकने हैं » 
afte का फळ नियत समय पर 
होता दे द 
गतायु की चिकिस्सा से चेच को 
अपयश मिलता है 
गन्ध, वर्ण, रसादि विकृति बरणी 
के भृत्यु की सूचक है 
वातादि दोप से an से विशिष्ट 
ara आती है ‘5 
घग की प्राकृतिक गन्ध » 
Wag के घण से मद्यादि की रन्ध 
आना 


3 


39 


5 


कुत्ता घोड़ा, चूटटे आडि की से गन्ध 
are निन्दिन घण » 
पित्तप्रओोपज्ञन्य अचिकि स्थ त्रण » 
वातप्रझोपजन्य शचिङ्रिस्य त्रण » 
विकून धाब्य्‌ चाडे अचिङिरस्य त्रण » 
स्पर्धविळुति शि ” 
रूपपिकृति 


3? 2 


13 2 5 ” 


fara सूची 


विपयाः पाटलाः 
प्राणमांसक्तयश्वासादि युक्त अचि. 
सस्य रग 
योग्य उपचार से सी ठीक न होने 
चाले an की चिकित्सा वर्जनीय » 
अध्यायोपसंदार /„ * 
९-इनतीस अध्याय 
विपरीत्ताविपरीत स्वप्ननिदर्शनीय 
अध्याय छा*उपक्रम 
दूतदर्शनादिक रोगी के शुभ या 
अशुभ के सूचक होते हैं 
सुरण के समान सत, वर्ण या आश्रम 
के दूत शुभसूचक होते हैं, विप- 
रीत अशुभसूचक होते हैं 
दूतविषयक अशुभ शकुन ” ” 
पाशद॒ण्डायुधादिधारक अशुभ दूत » 
दूत की तृणकाष्ट छेदनादि अशुभ 
चेष्टाएं ” 
दूतागमन काल में Sa की अशस्त 
चेष्टाएं ” 
दूत और वेद्य का समागम का 
प्रशस्त अप्रशस्त काळ 
चद्य के पितृ, देव कार्य करते समय 
तथा मध्याह, अद्धरात्रि, सन्ध्या 
के समय, चतुर्थी, नवमी आदि 
तिथि को आये इये दूत अप्र- 
शस्त होते हैं 
भिन्न भिन्न रोगों में दोषों के agers 
gat की शुभाणुभता ” 
प्रशास्त दूत के लक्षण ११७ 
कार्यकर दूत के लक्षण ” 
स्वस्थ और प्राड्सुखी चेदय के पास 
आया हुआ दूत प्रशस्त होता है » 
रोगी को देखने जाते समय मार्ग में 
मिलने वाले शुभ WHA ” 
कर्म सिद्धिसूचक शुभ asa » 
शुप्कादि वृक्ष पर वेठ कर कर्कश 
Rez योळने चाळे पक्षी अशुभ » 
पुरुप wet वाम तथा खीपच्ती 
दक्षिण gu होते हैं » 
श्व-श्टगाळ का चेद्य के दक्षिण से चाम- 
गमन श्रेष्ठ है 
मार्ग में जन्य अनिष्ट दर्शन 
शुभाशुभवायु वर्णन » 
वेद्य की यात्रा में रोमविशेषानुसार 
शुमाशुभ शब्द कर 
रोगी देखने जाते समय वैध को 
रोकना, चस्तुभग्न होना या 
छाक अशुभ हे 


दुषण 


११० 


33 


33 


विषयाः were: 

रुण्ण के ae में वेध के प्रवेश करते 
समय पात्रों का गिरना आदि 
अशुभ शाकुन ११८ 

qa के साथ रुग्ण की अशुभ चेष्टाएं » 

मित्र या रोगी के दारा देखे जाने 
वाळे घुभाशुभ स्वप्न 

MALT स्वप्न 

विफल स्वप्न 

रोग विशेष में विशिष्ट स्वप्न देखना 
रिष्ट होता है ” 

अशुभ स्वप्नो का परिहार १२० 

प्रशास्त स्वप्न दर्शन ” 
R “सवां अध्याय 

पब्चेन्द्रियार्थ दिप्रतिपत्ति अध्याय 
का उपक्रम 

शरीर और site प्रकृति का विकृत 
होना afte है 
आतुर के द्वारा असम्मव शब्दों 
का सुनाई देना 

आहुर के द्वारा उष्ण का शीत तथा 
शीत का Sour स्पद्ची प्रतीत 
करना अरिष्टसूचक स्पर्धे" 
न्द्रिय विकृति है 

रुग्ण स्व्गरीर को धूलिव्यात्त माने 
तथा वर्ण में परिवर्तन हो गया 
हो यह अरिष्टसूचक वर्णविकृति है » 

जिस के शरीर पर स्नान करा के 
चन्दुन का लेप करने पर भी 
नीलमक्षिकाएं वेठती हो यां 
अधिक सुगन्धि आती हो वह 
गन्धेन्द्रियविक्ृति है 

रसनेन्द्रियविप्रतिपत्ति 9 

गन्धेन्द्रियविप्रतिएत्ति 

श्पराग्रहणविप्रतिपत्ति 

रूपग्रहणविप्रतिपत्ति 

स्वछाया का eater या दिक्ृत- 
दर्शन, अग्निविक्ृतिदशन 


R *इकतदीसवां अध्याय 
छाया विप्रतिपत्ति अध्याय का 
उपक्रम 
Rega छाया 
शीलविकृतिजन्य अरिष्ट 
ओएादि अवयदविकृति- 
जन्य अरिष्ट 
दन्तविकृतिजन्य afte 
जिह्ाविकृतिजन्य अरिष्ट 
नांसाचिकृतिजन्य अरिष्ट 2 


१२० 


१२१ 


विषयाः एएटाङ्गा 
नेत्रविक्कतिजन्य अरिष्ट १२१ 
केदाविकृतिजन्य afte १२३ 
युखगलमूर्धाविक्कतिजन्य अरिष्ट 5 
अरिट्भूतसूच्छुन » 
अरिष्टसूचक पद्विकृति 99 
शीतहस्तपादशखासादिरिष्ट 5 
अततिनिद्वानिद्राभाचादिरिए » 
उच्तरोएलेहनादि 9 » 


रोमफूपरकल्राव-मचोसृच्यु पचक रिप्ट » 
हदय में वाताष्टीलारिष्ट 9 
स्वतन्त्रर्प से पादोत्य शोथ मनुष्य 

को तथा Walesa खी को मार 

डालता 3 ” 
श्वासकासरोगी के अतिसारादिरिष्ट » 
स्वेद, दाह, दिका-्श्वासादि » » 
fra, नेत्र और युखयत >» 
सुख, पाद भोर नेत्र » i oe 
सद्योस््त्युसूचक शरीर ‘on 
शरीर में गन्घ-विक्तिजन्य » » 
यूकालर्पण तथा काक हारा रुग्ण 

द॒त्त वळि नखानारिष्टहे » 
उवरातिसाररूप » 9 
gar तथा ठृपा की अशान्ति रिष्ट दै » 
सद्योमरणसूचक प्रवाहिकादिरिष्ट ० 
मणी की ag में बिपमोपचारादिहेठु » 


ग्रेतभूत्तादि के रोगी के पास उपस- 
पण से औषध निष्फळ हो 
जाती है ” 
च 
बत्तीसवां अध्याय 
स्वभावविप्रतिपत्ति अध्याय का 
उपक्रम ` १२४ 
दारीरावयचों का अन्यथा होना भरण 
सूचक होता है ! 
भू, Ws, ओोष्ठादिगत aay 
सूचक afte 
कफ, पुरीप चीय का जळ सें दूवना 
आदि रिष्ट ” 
चस्तवद्विळपनादि अन्य fie ” 
उत्तम चिकित्सा से भी रोगवृद्धि 
होना रिष्ट है 
महाव्याधि की सद्योनिवृत्ति रिष्ट है 
उक्त जरि का ठीक ज्ञाता वेद्य ही 
राजमान्य होता है ” 


A * 
R "<तेतीसवां अध्याय 
अवारणीय अध्याय का उपक्रम १२६ 


उपद्रवयुक्त व्याधियां रसायन चिना 
% 
अचिकित्स्य हे, ss 


३ go 


१२५ 


१२६ 


विषय-सूची 


विषयाः 
आठ सहारोग स्वभाव से ही efx. 
कित्स्य हैं १२६ 
रोगोंकी असाध्यतामें देतुसूत उपद्रव » 
असाध्य वातव्याधि के non 
» प्रमेह के ” 99 
” क्ट के ”» 99 
3) अर्श के | 
3 भगन्दर के ” 59 
” जश्मरी के १* ४3 
99 मूढगर्भ क्ले ११) 9 
99 उदर रोग क्के 9 99 
st ज्वर के ) "9 
» अतिसार के 9 न 
” यमा के १? ११ 
7 गुरम क्र yo 
1 विद्रधि के १४. ४१9 
3 पाण्डुरोग के “oo” 
४» रक्तपित्त के IT) 
» उन्मादके ” 
7 भपस्मारके » » 


चौतीसवां अध्याय 


युक्तसेनीय अध्याय का उपक्रम 
विषादि से राजा की रक्षा करनी 
'ाहिये ” 


धानुद्दारा दूषित मार्गजळादि के लक्षण ? 
काळ तथा भागन्त BY » 
qa, पुरोहित सदा राजा को वचावे » 
छमार्गीद्वसे घर्म प्रजादिका विनादा » 
नृप में विशेषताएं ” 
देव के समान सदा नृप की रक्षा करें 
सेना के केग्प में राला के पास aa 

का निवास हो १9 


विज्ञ वैद्य की उपयोगिता तथा ख्याति१२५ 
चिरित्सा के वेद्य, रोगी, औषध और 

परिचारक ये चार पाद हैं 9 
गुणवान उक्त चतुप्पाद महान्‌ रोग 

को भी शीघ्र नष्ट करतेहे॑ » 
चैद्य के चिना गुणवान भी त्रिपाद 

निरर्थक हैं ° 
गुणवान वैद्य की प्रमुखता » 
fara पाद लक्षण 9 
व्याधित 99 2 ” 
भेषज » >» ” 
परिचारक 99 ” 93 


पेंतीसवां अध्याय 
आतुरोपक्रमणीय अध्याय का उपक्रम १३० 


१२८ 


दष्टाद्राः 


& 


विषयाः Zonet 
रोगी की चिक्िरमा करने वाला da 
प्रथम रोगी की आयु को परीक्षा 
करे ३० 
आयु शेप होने पर रोग, ऋतु आदि 
की परीक्षा करे ” 
दीर्घायु के BVT ” 
भदपायु के » श्र 
मध्यमायु के 39 "9 
शरोकद्वारा दीर्घायु छक्षण ” 
मध्यमायुकि श्छोकोक्त लकण तथा 
सत्तर भायुंप्य-मान जघन्यायु के 
लक्षण तथा TNA चप छा आयु 
प्रमाण ” 
ony के विज्ञानार्थ भव्न-अत्यद्ञ के 
प्रमाण और सार का वर्णन १३१ 
घृपण-चिचुकादि का प्रमाण ” 
मुख-प्रीवादि का प्रमाण सी 
पुरुप का समस्त शरीर एक सौ दीस 
aye ११ 
पुरुष पश्चीस में तथा खी सोळहचे 
वर्ष में परिपूर्ण वीर्य होते हैं 
दीर्घ, मध्यम भोर हीन आयु वाले 
GUT स्वाचुरूप फल प्राप्त करते हैं » 
सार वर्णन ” 
सत्त्वसार का लक्षण ” 
शुक्रसार 
सजसार ” 33 ” 
अस्थिसार » ? 9 
मेदःसार झि 5) 
मांसरक्तत्वक्सार ? 3 
AMAT प्रमाण और सार के द्वारा 
आयु परीक्षण कर चिकित्सा करने ' 
वाला वैध सफल होता है... ५ 


साध्य, याप्य और प्रत्याण्येय भेद से 
त्रिविध व्याधियां तथा भौपस- 
fim, प्रायकेवछ या अन्ये GIT 
युक्त व्याधि का छान » 
ओऔपसर्गिक, mapas भौर अन्य , 
sarge व्याधि की पहचान ४ 
सोपद्रव व्याधि की चिकित्साविधिं १३३ 
mas तथा अन्यलच्णयुक व्याधि 
की चिकित्साविधि _ 9 
अज्ञात रोग की चिकित्सा दोपाचु-_ _ 
सार करे कि. 
शीत ऋतु में शीत प्रतीकारं उप्ण,, 
ऋतु में उष्ण प्रतीकार ही. - 
चिकित्सा है 


१३२ 


११ ११ 3? 
द 


2 ° 


facet घृष्ठाष्टाः 
जप्रापकाछ में चिकित्सा फरना तथा 
प्राप्त काळ में चिकित्सा न फरना 
qd हीनफ्रिया, अधिकक्रिया 
साध्य रोगों में मी सफळ नहीं 
होती है १३३ 
ययार्थक्रिया ( चिकिस्पा ) छण » 
धत्रपाचक eft के चार भेद होते हैं » 
विषम, तीदण, मन्द और सम असि » 
समविपमादि aff के लक्षण १३४ 
a अप्ति से उत्पन्न होने घाले 
t ” 
समविपमादि aftr सें कर्तव्य ” 
झाटराभि का कार्य ” 
जाढरामि प्राणापानादि से भदीत्त हो 
छर अस को पचाती ह | 
चय के area, मध्य, ga तीन भेद » 
बाछकों के छीण आदि तीन भेव 
सथा उनकी परिभाषा » 
मध्य अवस्था नथा उसके TR, 
यौवन भादि चार भेद ” 
वृद्धावस्था तथा उसके परिणाम 
घर्चिष्णु भायु में जीपघमाया की 
भी बृद्धि » 
वाएयावस्था में श्लेष्मा, सध्यमावस्था 
में पित्त तथा एद्धावस्था में वायु 
चढती है शं 
वाछक तया gat में असि और दार 
m फर्म वर्जित हैं णी 
चेच सदा स्थूळ का कर्षण, कुश का 
SET और मध्य का रक्षण करे » 
चिकित्सा में रोगी का वळ प्रधान हे » 
छश और स्थूछ के चावल का निर्देश » 
सध्य गुण दे छाम ९३६ 
सात्विक, राजस और तामस पुरुष 
को चिकित्सा में वैदिष्टय ‘i 
सात्म्य के छत्तण हे 
रस और व्यायामादि की साक््यता » 
प्रकृति और भेपज का निर्देश हि 
देश फे भानूप, जाडळ भादि भेद 
तथा उनके लतुण क 
साधारण देश के » a 
समानदेश मानने में हेतु नि 


स्वपेणसञ्चिन दोष अन्य देश सें 
र होने पर अधिक ASAE 


सु्षसाष्य, असाच्य भौर 
साच्य रोग रें कारण ह 


विषय-सूची 


विषयाः 
क्रिया निष्फळ होने पर क्रिया- 
न्तर का प्रयोग 
हितकारी क्रिया का अधिक दिन 
प्रयोग » 
ऋत्वमिसास्यादि-विशेषश्ञ वैध ही 
WAR रोगों को नष्ट कर 
सकता है ” 
छत्तीसवाँ अध्याय 
मिश्रक अध्याय का उपक्रम 
बातशोफदर प्रलेप ” 
पित्तशोफहर ” ” 
श्लेप्सशोफहर ४ 3 
साधिपातिक शोफहर प्रलेप » 
dade से लेप के सस्कार विशेष » 
शोथपाचन द्रब्य ५३८ 
शोथदारण » 17 
ग्रणपीउन » ” 
बणसंशोधक कषाय " 
संझोधकचतिंदर्य » 
संशोधक फर्कव्रच्य ’ 
antes कासीसादि de-ga » 
ANTM अर्कीदिधृत 9 
» ,_ तल्दन्य 99 


१३७ 


3 चूण 
ब्रणसंशोधनी रसक्रिया ” 


» घृश्निपरण्यादि aq » 
घ्रणरोपक तेळद्रव्य 

2 भवादिचूर्ण ” 
प्रणरोपणार्थ रसक्रिया 5 
Hoare ToT 43 
काशीसादि उत्सादकद्रन्य 9 
उक्त योर्गो में सव द्वव्य न मिला 

सके तो यथाछाभ समस्त 

या अदे द्रब्य BIS 9 

सेंतीसवां अध्याय 

भूमिप्रविभागविज्ञानीय अध्याय का 

उपक्रम 
औषधम्रहण योग्य भूमि हि 
जलाप्रिवाताकाश-गुणभूयिष्ठ भूमि 

के लकण न 
ऋतु के जनुसार मूल-पत्रादि भौषध 

ग्रहण फरने में शक्का-समाधान १४० 
fates, वामक, संझामक दुर्व्या फे 

योग्य भूमि र 


पृष्ठा्वाः ¦ विषयाः 


गुड्च्यादिगण 93 ”» 9 


पृष्ठाः 
सर्च दृच्य नये & किन्तु मधु-घृत- 
गुड-पिप्यळी-विढङ्ग नये लेव १४० 
fren पुराने ही ळे n 
चीरयुक्त या रसयुक्त द्रथ्यों का ग्रहण 
करें 9 
गोपाळ, तापस, sara भादि वनचारी 
से ओपधिर्या का परिचय करें » 
पळाश्चच्ञारादि के ग्रहण में समय 
की पाचन्दी नहीं है १४१ 
भूमि के रसानुसार पढ भेट १ 
साधारणभूमि के लकण 7 
आहय पुराण तथा नवीन Ter ’ 
जङ्गम जीवों के चीर-रक्त-सून्रादि- 
ग्रहण का समय शा 
ओपधियों के रखने के स्थान तया 
सेपजागारयोग्य स्थान श्र 
अड़तीसवां अध्याय 
द्रन्यसंग्रहणीय अध्याय का उपक्रम १४१ 
रन्यो के सॅतील गण होते हैं 5 
विदारीयन्धादिगण १ 
3 फे गुण 99 
आरम््रधादिगण तथा उसके गुण 
चरुणादिगण १३ 9 93 ११ 
चीरतर्वादिगण moos र) 
साळ्साराद्गिण » 9 99 ’ 
रोधा दिगण 9 ४१३ $$ ” 
areal factor ४४ 9 ४४ 3 
सुरसादिगण १३. 99 ११ 
सुष्ककादिगिण ११ 9 ४3 » 
पिष्पल्यादिगण DD 9 oo” ” 
एलादिगण १३. 99 399 39 
चचादिंगिण 
इरिद्रादिगण » 
दोनों के गुण ; 
स्थासादिगण तथा उसके रुण » 
चृहृत्यादिगण » 8 oo » 
परोळादिगण » HH 99 
काकोइ्यादिगण 3 9 १३ 
ऊपकादिगण १> HN 9 és 
सारिवाद्गिण » » 5 
अञ्जनादिगण » » » 
परूपकादिगण ३ 9 » 
प्रियद्‌ग्वादिगण 
अम्बष्ठादिगण 
दोनों गणों के गुण 
न्यप्रोधादिगण तथा उसके गुण 


उस्पळादिगण 2 32 33 n 


विषय-सुची 


विषया! gure | विषयाः | 
सुस्तादिगण तथा उसके गुण ५४१ | रसाश्रित वीर्यकर्म १५१ 
त्रिफळा 5 5 कभ » | अन्यमत से विपाक की प्रधानता » 
त्रिकट sos oy » | विपाक विवेचन ५५२ 
भामलकक्‍्याद्ियिण” » » | विपाक के Agi में मतान्तर 5 
न्रप्वादिगण  » $ ¬» | मधुर रस का पाक मधुर आदि वर्णन » 
orem » » „» १४६ | आगमो में मधुर और कड दो पाका 
पञ्च पद्चमूल वर्णन 33 की प्रधानता 9 
कनीयान्‌ पञ्चमूल तथा उसके गुण » | पद्चमद्दाभूतों की बहुलतानुसार 
fren aque » » » मधुर तथा कटुक पाक का निर्माण 7 
दशमूल तथा » » » | रस, गुण, वीर्य और विपाक इन चारों 
वल्लीपञ्जमूळ श्र के ससुदाय की प्रधानता ” 
कण्टकपब्मूल » | Heat का स्वप्रभाव, वीर्य, रख और 
वल्ली तथा कण्टकपब्चमूछ गुण » विपाक द्वारा दोषनाशनादिक 
तृणपत्चम्रुल तथा उसके 33 99 निर्देश ” 
उक्त पञ्चमूळों का वातादिनाशन पाक, वीर्य, रस और द्रस्य इनमें 
निर्देश 33 द्रव्य का प्राधान्य ” 
त्रिवृतादिगग का अन्यन्न वर्णन १४७ | द्रव्य और रसों का अन्योन्याश्रय 
उक्तगर्णों का चिकित्सा स्थान सें तथा वीर्यादि अष्टयुण भी 
विस्तृत वर्णन शर द्रव्याश्रित ही हैं अतः द्रष्य 
Tait से लेप-कपाय-तैल- ही प्रधान है ११३ 
घृतादि-निर्माण arms गणसिद्ध ओपधियों 
ओपघिरक्षण-म्यवस्था 9 पर स्वतक करने ate » 
दोपाजुसार मिश्र या मिन्न गणो का प्रत्यक्ष फळदायी होने से आगम 
प्रयोग शा की सर्वेश्रेष्ठठा ” 
उनतालीसवां अध्याय इकतालीसवां अध्याय 
संशोधन-संशमनीय अध्याय का द्रव्यविशेषविज्ञनीय अध्याय का 
उपक्रम 4४७ उपक्रम १५३ 
ऊध्वंभाग-दोषहरद्रब्य » | दुव्योत्पत्ति तथा उनकी पाञ्चभौतिकत्ा ” 
अधोभाग „ ० | पार्थिवद्रव्य के लक्षण पुवं गुण » 
उभयभाग >» १४८ [जलीय 5 # » » १५९ 
शिरोविरेचन ger » | तेजल » » # » 9 
वात-संशमनवर्ग 5 | वायवीय» » 9 ’ ” 
पित्त » ” | आकाशीय ger के लक्षण एवं गुण » 
क ” | जगद्‌ के समस्त द्र्यां का ओपधित्व 
च्याध्यञ्चिपुरष-चळानुसार औषध निर्देश मु 
6 सात्राकरपना . 3 काल, कर्म, चीर्य आदि का निदेश x 
aoe ल we pi मरस्य द्‌१४९ | विरेचक द्रव्यो के अधोगमन तथा 
घक औषध का प्रयोग में प्रमाणनिर्देश » 
faces , विरेचन होने में प्रसाणनिर्देश * 


काथ, चूर्ण आदि औषध की सात्रा » 


चालीसवां अध्याय 
दष्य-रस-गुण-वीर्य-विज्ञानीय 
अध्याय का उपक्रम 
बब्य की प्रधानता का युक्तियुक्त 
प्रतिपादन 
Hey का छक्षण 23 
रस की अधानता में पुकीयसत र 
चीये की » » ११ 


१४९ 


वामक द्रन्यों के ऊर्ध्वगमन तथा 
वमन होने सें प्रमाणनिदुहा » 

संशमन-सग्राही-दीपन-लेखन-ट्ंहण 
अषधकार्यनिदेंश 9 

त्रिदोषशामक तथा वर्दक द्वव्यों का 


निर्देश 

शीतोष्णादियुणो में पार्थिवादि 
विवेचन 

ante की स्थिति, बृद्धि और क्षय 
दन्यमूल्क है 7 


3 


74 


विषपाः 
वयालीसवां अध्याय 
रसविशेषविज्ञानीय अध्याय का 
उपक्रम 
पन्चमहाभूर्ती में गुण बृद्धि क्रम से 
दाव्दादि पञ्चार्थ गुण ae 
होते हैं 


३५५ 


रससम्भव हेतु » 
रस के भेद 
रस के तिरसठ भेद ” 
भूतसाहुर्य से मधुरादि का निर्देश » 
मधुरादिरसा का वातादिनाशननिर्देश » 
त्रिदोषो का aad ” 
Wi की स्वयोनिवद्दंकता तथा 
अन्ययोनिभ्रशामकता 5 
किसी के सत से रसा फा सौम्य 
आग्नेय दो सेद्‌ १ 
कपायरस चावल होता है » 
कट्टरस पित्तळ ” ” 
मधुररस WAG» 9 
कट्टरस श्लेप्मन्न १) 93 
छुः tat के gor या गुण 
मधुर लक्षण ४१ 
Ms 3 ” 
ळवण » श्र 
कडु ” ” 
fam » ” 
कपाय » 9 
मधुर रस के गुण, कर्म और अति- 
सेवन से दोष १ 
अर्ल रस के गुण, कर्म और अति- 
सेवन से दोष ” 
Ban रस के गुण, कर्म और थति. 
सेवन से दोप ” 
कटुक रस के गुण, कर्म और अति- 
सेवन से दोष 
तिकरस के गुण, कर्म और अति- 
सेवन से दोष n 
कषाय रस के गुण, कर्म भौर अति- 
सेवन से दोप शा 
संक्षेप से मधुर वर्ग द्वव्य ” 
93 झरल 33 93 33 
» छचण » » ” 
5 फड 33 १1 
i तिक्त 3’ 3? ” 
» कषाय” » 9 
fazas एससंयोग भेद 2 
रस तया दोष भपने धळ्पान्‌ रस 
at दोप के सघीन हो जाने हैं » 


१५८ 


१२ 


विषया. पृष्ठाद्राः 
तेतालीसत्रां अध्याय 
५वमनद्रव्यदिनदप-विज्ञानीय अध्याय 
फा उपक्रम १५९ 
मदनफल की श्रेएता तथा चमनार्थ 
सदनएुपपादिकएपनिर्माण 
मदनफळकदपनिर्माण 
हितीय सदनफछ कटपविधान 
तृतीय >  मजयूर्ण विधात 9 
जीमूतकएुप्पादिक्ल्पदिधान 
gerne विधान 
इृघ्वाहुकुसुमचूर्णविधान 
घामार्गव कर्प 
कृतवेधन ` ’ 
उऊ चाभक Feat का रोग-देवा- 
कालानुसार प्रयोग 


चोवालीसवां अध्याय 


क 
१६० 


१६१ 


दिरेचनडव्य-विकरपविज्ञानीय 

अध्याय का उपक्रम १६१ 
विरेचन में प्रधानद्वव्य » 
दोपानुलार वुहदत्रिवूत-विधान ५६२ 


त्रिवृच्चूर्णं का अन्योषधों के साथ 
प्रयोग 
त्रिदक्षायरासया दिकरप 
विरेचनद्रन्य चूणों का स्वाथ" 
माविनविधान 
तरिवृतादिचूर्ण का गुड़ के साथ विधान ० 
विरेचनीयद्रध्यचूर्ो का प्रयोगान्तर » 
विरेचऊद्धन्य-रस-फ़ायसावितमुद्द 
प्रयोग 
पित्तरोगे इछ्ुचपण प्रयोग 
दृद्दाहबान्तिऊर 
निवृच्चूर्ण का सुकुपारॉ केलिये रेचन ४ 
पिचद्ामऊ निवृच्चूर्गावलेह 
स्लेप्मशामक् त्रिद्ननादि योग 
स्लेप्मशामक त्रिवृत्‌ का ग्रपोगान्तर ७ 
सप्तिपातद्र त्रिद्वादि चुर्ण 
सक्षिपानशामक चित्रतादिमोद्क 
प्रिद्वफ्तिफछादि-गुठगुटिफा 
स्प्रामाजियुच्चूर्ण प्रयोग ’ 
पिरेचनद्य-काथासत्रप्रयोस 
पेरेचनिम्टय्यमूलजाथभायित 
मापा दिसुरा 
दिदृताडि-सशोधनीउयगद्रध्यङ्न 
सखीयीरफ 
पिहुनाद्रि-दच्यकूनतुपोदुळ प्रयोग 
सर्वकिचर zeit मे ब्रिश्‍द-मूळ 
tl REA] 


Bi rae 


3 


१६४ 


विपय-सूची 


विषयाः 

चतुर्चिधस्नेह प्रयोग 
दुन्ती-दवन्त्यादि * 
पथ्यादिमोद्क 

व्योपादि » 

तिश्‍वकादि चूर्ण 
चेरेचनिकफलों का निर्देश 
हरीतक्यादिफळ-प्रचोय 
द्वितीय हरीतक्यादिफळ-प्रयोग >» 


नीळिनीफरादियोग १६६ 

पिप्पद्यादिकपाय से हरीतकीप्रयोग » 

हरीतक्री का नागर-गुढादि के साथ 
भयोग 

त्रिफला की अशंसा तथा उसका घृत 
के साथ प्रयोग 

फळविधान के वाद वेरेचनिक दुग्धा 
छा प्रयोग 

स्नुहीच्तीर की उत्तमता 

दुहत्पत्तमूळादि के साथ स्नुहीदुग्ध 
प्रयोग 

स्नुहीदुरघभावित्त ages की 
यवागू , लेह जादि 

सप्तदा-शड्िनी-दुन्व्यादि का 
रदुविरेचन 

त्रिदृत-त्रिफछादियूर्ण Tite » 

धृत-तंलादि के साथ वेरेचक प्रयोग » 

चीर, रस, करक, कपाय आदि छुः 
vitae करप भौर उनकी उत्त 
रोत्तर लघुता 


4 £] 
पतालीसत्रां अध्याय़ 


दवद्रष्यविधि अध्याय का उपक्रम १ ६७ 
पानीय वर्य 


23 


33 


33 


१६७ 


3 


भान्तरिक्षजल के गुण 9 
» >» एथियी पर गिरने 
से विशिष्ट रस कीउत्पत्ति ३ ६८ 


आन्तरि जळ के नदी-नदादि 
चारह आश्रय 

एक्ीयमत से छोहितादि भूसि में 
गिरने से जल में सधुरादि रसो 
की उत्पत्ति 

उक्त प्रकार ले रसोस्पत्ति का quer 
तथा अन्योन्यानुप्रबिष्ट पार्थि- 


वाढि गुणविशेष से रसदिनेष 
की उत्पत्ति 


आन्तरिक्ष उदक के चार भेद कौर 
उनके गुण 

। WHT? नेद से आन्तरिए जळू 
के दो भेद 


> “टन 


विषयाः 

गाई-सासुद्र-जळवर्पणकाळ तथा 
उनकी परीक्षणविधि 

गाइ जल पुकत्नीकरणविधि 

mg जळ के भभाव में भौम नळ 
तथा उसके सात भेद 

विभिन्न ऋतु में विभिन्न जल्सेवन 
का निर्देश 

वर्षाकालीन दूषित नवीन जळ के 
स्वान-पान से रोगोत्पत्ति 

विकृत जळ छक्तण 

soo के द्‌ दोष 

स्पर्शादि पट्‌ दोर्पो के क्षण 

दूषित जळ के शोधनोपाय 

पुप्पाधिवासित जळ को सुवर्णादि 
पात्रों में रखकर पीना 

व्यापच्च तथा अनातंचजळ का व्याग 
तथा उसके पान से उत्पन्न रोग » 

aga जळशोधन के सात उपाय » 

जळ पात्र रखने के पांच साधन 

उचले जळ को शीत करने की सात 
विधियां 

उत्तम जळ के लकण 

विभिन्न दिशा में प्रवाहित होने चाळी 
नदियों के जल के गुण दोष 

प्रवाह की गति के कारण तथा देश 
भेद से नदियों के जळ में गुण १७१ 

भौम जळ ग्रहण का समय 

अन्तरि जळ के समान गुण वाळा 
जरू 33 

उत्तमपात्र में ade गगनास्छु के गुण » 

चन्द्रकान्तोङ्भव जळ के गुण 

शीतळ ” 

पाश्‍वंशूळादिक रोगों में शीतळ जल- 
पान fate 

नादेय जल के छत्तण 

सारख » गुण दोप 

तडाग 55 

घापी 

कुएके 

चौण्डय 

क्षरने के 

eit rg 

चंकिर 

केदार 3 

पारवछ 

waz 

| झानूप 
जाहल » 
साधारण » 


१६९ 


3 


"a 
~ 
` 


विषया" Tere: 
उष्णोदक के गुणं १७१ 
गुणयुक्त जळ के छइण 5 
पर्छु पित्त 5 का fara 5 
wana » के विषय 3 


नारियल के पानी के गुण १९२ 


अरोचकादि रोगों में पानी का क्म 
प्रयोग करें ” 
अथ चीरवग 
दग्घाष्टक 4७२ 
सचप्राजियों के लिये दग्ध की 
साठयता का कारण 33 


सात्म्य होने से सर्वावस्था में सव 
प्राणियेकि लिये दुग्ध का विधान » 
दुग्ध की अनेक रोगनादाकता तथा 


उसके ASMA शुण » 
गोदुग्ध के गुण १०३ 
चकरी के era के गुण 9 
Seat ” r 1) 
भेंडी ” ” शा 
Wa 53 3 593 
पुक खुर ( घोडी, गही ) वाळे 

प्राणियों के दुग्ध के गुण n 
स्री-दुग्ध के गुण 5 
इस्तिनी के दुग्ध के गुण ” 
प्रातःकाल निकाले हुए दुग्ध के युण » 
सन्ध्यासमय : 3 ” 2 
कच्चे तथाउबाले दुर्ध के गुण » 
नारीहुग्व के पाक का निषेध छः 


घारोष्ण दुग्ध के गुण १७४ 

देर तक रखे हुए तथा अधिक उचाले 
इप्‌ दुर्ध के गुण | 

वर्जनीय St 9 

है दधिवर्ग 

दवि के गुण 

TWA, अम्ल, MAS तथा मन्द 
जात दही के गुण 1 


गोदघि 7 5 
बकरी के eet के गुण 3 
भेस १०... ४ 53 
saat 2 33 gs 
मेडी ° ” 99 
घोडी 5 9 5 
ait 3 33 33 
हस्तिनी ० # - ” 
उक्त सर्व दधियों aah की श्रेष्ठता £ 
बन्नादि में बांधकर स्रुत किये हुए 

af के गुण श्र 
उबले दुग्ध से जमावे sy » 
ददी के ऊपर के पानी ” ” 


विषय-सूचौ 


विषयाः Wears 
घृत या क्रीम निकाले, हुए दुर्ध के 

दही के गुण १५५ 
ऋतुभेद्‌ से दघि का वर्जन और सेवन ? 


दही के ऊपर के पानी के गुण 
तक्रवर्ग 

सामान्य तक्र के गुण १७६ 

तक्र भर घोल के लक्षण छः 

तक्र का निपेघ शा 

तक्र सेवन के योग्य काळ तथा रोग » 

मधुर तथा अग्ल तक्र के गुण १ 


चात, पित्त तथा कफ दोप में तक्र- 
सेवन की विशेष विधि १ 
तक्रकूचिका भोर मण्ड के गुण ” 


किलाट, पीयूप ओर मोरट » 9 
ताज्ञे नवनीत श्र ११ 
पुरानं 5 99 59 
कच्चे दुग्ध से निकाले मकखन 
के गुण ९७५ 


सन्तानिका ( मलाई ) के गुण 9 


~ a 


gate तक्रादि गुण गव्य तक्र के हैं 


दोष ग्राजियों के तक्रादि के गुण 
उनके दुग्ध के अनुसार जानो 7 
gaat 
सामान्य घृत के गुण १७७ 
गो के ”» 3 ११ 
अजावृत 3 ” 
माहिपध्वत ” ” 
ऊँटनी क्क चूत ” 33 
भेडी » 3 3 
uae वाले प्राणियों (घोड़ी, गदही) 
के घृत के गुण , 
ages » 9 
इस्तिनी-बत » ” 
कच्चे दुग्ध के मवखन से निकाले घृत 
के शुण 93 
घृतमण्ड के झुण ” 
पुराण घत ° १७८ 
कुम्मसर्पि और Herald घृतो की परि 
भाषा तथा गुण ” 
a € 
तलवग 


सामान्यतया तेल के गुण और कर्म १७८ 
तिळ्तेळ के गुण और उपयोग छठ 


पुरण्डतेळ के गुण श्र 
निम्यादि फळों के तळ के गुण १७९ 
wed तेछ के गुण ” 
सरसों १ 2 


33 33 


Eat 


१३ 
विषयाः बृष्टाङ्काः 
कुसुम तल के गुण १७९ 
चिरायतादि » १ 
मुकादि ।» a 
तुबरक आर भत्तातक के del के युण ” 
चीड़ आदि सार स्नेह के गुण » 
तुम्वी आदि तेल » ४१४ 
यवतिक्ता (areata ) |तेछ » » 
एकपिका 5 39 55 
आम्रफल गुठली के 5 59 52 
फळतलों के गुण उनके wel के 

समान जानो श्र 
जितने भी स्थावर स्नेह हैं उनके गुण 
तिळतेळ के समान हैं १८० 


सर्वतेळों में तिळतेळ की विशेषता » 
चसा, सेद भौर मज्जा के गुण » 


मघुवर्ग 
मधु के सामान्य गुण १८० 
» की आठ जातियाँ 9 
पौत्तिक ag के गुण १८१ 
चामर » » Fe 
az 743 3 
माक्षिक 5 99 ‘3 
छात्र » » ” 
आर्व्यं » » 5» 
औदाळक 5 ११ जं 
दाल sO” 5 
नवीन, पुराण, पक्क तथा आम मधु 
गुण 33 
मधु की योगवाहिकता » 
मधु उष्णविरोधी है श्र 
वम्ननादि क्रिया में उष्ण जळादिक 
के साथ सेवित ag हानिकर 
नहीं हे » 
मधु की जाम ( अजीर्ण ) अवस्था 
मारक होती द्वे 5 
Egat ~ 
इछ के सामान्य गुण १८१ 
इछु के वारह भेद १८२ 
33 विशेष के गुण ” 


20 के अवयव विशेष से युणविद्वेप » 
दाँत से चूसे हुए इछरस के गुण >» 
यन्त्र ( चरखी ) से निकाले हुए 


इक्षरस के गुण 9 
अग्निपक्क इक्षुरत के गुण 
फाणित (राव) » श्र 
Ig 33 39 
पुराने गुड » ” 


१६ 
विषयाः एष्टाद्ठाः 
पूगफळ ( सुपारी ) के गुण २०२ 


ज्ञावित्नी, कपूर, जायफळ, Belews, 

way और लता कस्तूरी के गुण ४ 
प्रियाल, विभीत, कोळ, भामलक, 

घीजपूर, शग्पाक और कोशाम्र 

की सञ्ज औं के गुण १ 
फलों की सउ ई अपने-अपने फ्ला के 

समान TT करती हैं छः 
विश्‍व को छोड़ कर अन्य फळ पके 

हुये अधिक युणकारी होते हैं. » 
कच्चे ferns के गुण » 
चर्जनीय फल ” 

शाकवर्ग 

कृष्माण्डादि फल शाक 
कृप्माण्डादि के सामान्य गुण * 
कृप्माण्ड, कालिन्द और अलावू के गुण » 
न्नपुसादि फल शाक 5 

» » Stal के सामान्य शुण » 
चरपुस, पेर्वारुक और कर्कारुक केगुण २०३ 
शीर्णबुन्त के गुण » 
पिप्पर्यादि कडुफल-शाक + 
पिप्पल्यादि गणकी erat के गुण » 
आद तथा शुष्क पिप्पली, के » » 
आद्र तथा शुप्क afta के 99 3 
श्वेतमरिच के 99 3 


नागर ( Bret ) के शुण 3 
asa ” ” 
fig 33 
द्विविध जीरक के गुण : 
कारवी तथा उपकुच्विका केगुण » 
हरे और aa घनियेके » 9 
TA, सुरस, TIS, अर्जक जौर 
भूस्तूण के गुण 2 
कासमदुक » २०४ 
शोभाक्षन, छाल सहजन, सरसों का 
दाक, गण्डीर, चित्रक, तिळपर्णी 
के गुण : 
मूली के सेद तथा उनके गुण ४9 
शाकों के पुष्प, पत्र और फळ यथोत्तर 
भारी होते ¥ १9 
रसोन के युण ” 
पळाण्डु तथा क्वीरपळाण्डु के गुण » 
sara ( सरर) शाक के गुण २०५ 
चुच्चु, जूही, तरणी आदि ज्ञाकवर्ग » 
» आदि शाकवर्ग के सामान्य गुण + 
» दाऊ तथा जीवन्ती शाक छे » >» 
दृच्चादनी ( वन्दाळ ) के गुण ’ 


२०२ 


विषय-सूची 


विपद्वाः | 
वर, पिष्पछाठि छीरी वर्षा के परता 
के शार्कों के गुण 
पुनर्नवादिवर्ग की शार्कों के 
सामान्य गुण : 
तण्डुळीयक वर्ग की शाफें तथा 
इनके गुण ” 
तण्डुलीयक शाक के गुण : 
उपो दिका a ” 99 
वास्तूक ” 29 3 


२०५ 


चिल्ली, Test और अश्ववला ast 
के गुण ” 
मण्डूकपणी वर्ग की शाके क 
” » शाको के सामान्य 
शुण ” 
सण्डूकपर्णी शाक केगुण २०६ 


गोजिह्वा, सुनिपण्णक, वाळुची, सरर, 
सकोय, isa शाकों के गुण + 
बृहतीफळ के गुण ” 


कर्कोटऊ तथा कारवेछक शाऊ के शुण ' 
ञढूसा, बेत, गिलोय निरव, पित्त- 
पापडा तथा चिरायता शाको के 
गुण ” 
चरुण तथा Gate शाक के गुण + 
कारशाक, कुसुम्भशाक, नाढीश्षाऊ, 
और चाद्वेरी शाक के गुण ” 
लोणिकादि वर्ग की चाडे अर 
” शाकवर्ग के सामान्य गुण » 
Salem, कुरण्टिका, राजक्तव, 
शरी, हरिमन्य ( चने ), मटर, 
पतिकरक्षपत्र तथा पान के गुण ` 
पुष्पञ्गे 
कोविदारादि पुष्पश्माक तथा इनके 
शुण 
अहसा और अगस्त्य पुष्प के 
गुण 
करीळ तथा काळ सहजन के पुष्पों 
के गुण 
रकस ( वन्धूक ), नीम, सुप्कक, 
भाक, असन तथा कुटज के 
घुप्पों के गुण का 
So", कुचळ्य तथा उत्प के गुण» 
सिन्डुवारघुष्प के शुण 33 
माळती तथा afte पुष्प गुण ,, 
Bo TRS, नागकेशर और कुडुम 
गुण » 
चस्प॒क, किंशुक सौर Bway के गुण » 
मधुशिग्र आर करीर THs » 


२०६ 


२०७ 


t 


| भौ fee 33 99 


of 
‘ 


विपयाः पृष्ठाक्षाः 
भनुक्त पुष्प, कांटे, पत्र और अवरोह 

के गुण उनके निजी छद्चछतादिकों 

के अनुसार होते हैं २०७ 
sane shires तथा उनके 

सामान्य गुण ” 
कवक तया चांस के अंदर के गुण » 
sheet के चुप ’ 
पळाळजात चुप के गुण ” 
इचुनात +) ०१ 5s 
करीपजात १? ” ” 
वेशुजात छुत्रक + ” 
gat फोड़कर निकले gas, 

के गुण श्र 
पिण्याक, teres, स्थूगिका तथा 

शुप्क शाक के दोप 33 
वरक ( बडे ) ओर सिण्डाकी 

(पकोडी) के ग्रुणदोप Xs 
सर्व शार्कों के सामान्य गुण ४1 
वर्जित पत्नादि शाक 

कन्दर 

विदारीकन्ट, शतावरी प्रभृति कन्डों 

के नाम 


२०८ 
कन्दों के सामान्य गुज ” 
विदारीकन्द के » * 
शत्ताचर के ११ 1) 
बिस, सिंघाडे तथा कनेर के गुण, 


पिण्डालुक, सुरेन्द्रकन्ड तथा बांस 
के करीर के गुण र 
स्थूळऊन्द, सूरणकन्द और माणझकन्द 
के सामान्य गुण माणककन्द के 
गुण 3 
झुसुदोत्पळ्पश्मकन्द के गुण-दोष», 
चाराहकन्द के गुण श्र 
ताइ, नारियल, खजूर की मस्तकमजा 
के गुण 5 
वर्जचीय कन्द » 
. लग्ण वर्ग 
सन्थवादि छवण तथा उनके सामान्य 


° 
सैन्धव can के गुण र 
War. 33 
7) क) 
सौवर्चल 39 33 
रोमक ’ ” 


after ” ’ 


ऊपर, TIE, राळ मूळाकरोदूत . 
छवर्णो के गुण 


विषय-सूची 
१७ 


चिदया" 
थवस्तर्जिकाटित्तारवर्ग were: ५ 
STA तथा उनके विषया 
Dra गुण रारापाडव के गुण पृष्ठाक्काः | विपयाः 
जक २०९ | 
Bi 1 चार और यवक्षार के गुण » मसूरादिपञ्चक यूप गुण २ cies कपाळ एवं अद्वारपक्त weit शृष्ठाङ्का 
, पाकिमज्ञार तथा दक्कण » » Fake २-२१३ गुण विशेष के 
सुवर्ण, है क युंग i योग से गुणविशेष है क्िछाटादि तथा कुल्माप भयो के a 
, रौप्य, तान्न, ag, सीसक पटोल तथा fea यूप के गुण है गुण हे भर्वरयो के 
eC, वज्र, ase और मूळकयूप के शुण भु वाट्य तथा धानोलम्त भदयों Pe 3६ 
सर दि के गुण ५ कल्व्थयूप के 9 wa तथा उसकी पिण्डी और के गुण » 
2 9 
el रक कौर झाकों tin यूप के शुग है के गुण — 
गणों के उनके स्वाद तथा भूत यव को qe 2? निल पया ee है 
घान्यवर्ग हः क Bate २१० व, कोळ, कुलत्य यूप और सर्व- सत्त के गुण प्त 
पन्यं के श्रेष्ट द्रब्य घान्यक्ृत यूप के ड 
मांसवर्ग » ० | खड, कारवर यु ; वेक क 
met भर Re rates, दादिमाम्छ कच्चे चांवळों का आर र 
रँ क दध्यम्ळ भो | का आरा, नवीन 
शाकवर्ग » » | खड, यवागू र तक्ाम्कके गुण » चावल और पुराने चांवळों वे 
गो 33 न 1 $ पाडेच और.पानक न उक्तानुक्त चान्यो # के गुण 2 
का दुग्ध और ga we आदि की 4 का उपसंहार 
सेन्थव श्रेष्ठ हैं बशा य गोर भकृत तथा कृत सज्ञा ” 
अनय Be vot _ | गोरसधान्याम्ठादि संस्हता संस्छत | न स 
ष्ठ we at प्रधानता बे सॉसरस के गुण कवा माधुयं रस का प्रयोग 
कता बः काम्बलिकयूपलचण 2 afarea 
AAA वग शुप्कशाकविशेष २१३-२१४ अनुपानवर्ग > 99 
लळाजमण्ह के गण A प कृतान्न तथा वटफॉ | अनुपानों में दन्य हि 
पेया तथा विलेपी : = शुग » | sone जळ को श्रेष्ठता २१ 
अ aur 9 .. | रागषाडव के गुण कादि भजुपान का विस्तार 3 
. पेया, विलेपी और रसाला ५ » | पूर्वोक्त शाल्यादि ait तार. त 
के OT सार, मन्थ gi युढयुक्त afer के गुण 1.) अनुपान वर्गा के पथक २ 
पायस तथा कृशरा कताव SA : है 
4) T के गण द्रव्य e 7 मद्यपी a > 29 
घौन ओदन के गुण | भत 3800005. जती केगुण > | धूप ह्य साल का तह अनुपात 5! 
अघौन 55 5 39 गुड़क़तपानक के ” 3 ? $ भाष्य, स्री a क्षीणों का 
EE Fa सृट्टीकापानक के दुग्धानुपान 
सन ore ओदन के गण परुपक्कोळपानक के क ” | gait को हे 
ह, मांस, कन्दादियोग से सिद्ध » | पानको की no. $ सुराचुपान 
सोन य गुरुछाघवता में ह. ” Boe शहद जल का अनुपान टं 
सूप और शाकों कै सं ११ we € चातादि-दोषग्र कृतिः ” 
संस्कार निर्देश च्त्य वग अज्ञुपा कृति-पुरुषो में 
ee ae तषि को ae 
ia के गुण ” रकृतसचयों के गुण a इछुरसानुपान 
rs के गुण घृतपूर ( घेवर ) के गुण " an में वदराम्लाचुपान : 
॥ के गुण र गुड्कृतभच्यों के » के nee वर परम cit ‘s 
bo fa » मधुमस्तक, संयाव, अपूव और (उपाव र धन्वज मांसों में 
egania की परिभाषा तथा मोदको के गुण २१ १ 7 री 
2 hid गुण च्य aa के गुण ५ | विष्किर, प्रतुद, ग्रहाशय, प्रसह, 
च १११-२१ वा i ? 
गतया उच्छु के शुण मित ह 99 पण्य विलेक्षय, एकानेकशफ, 
= 4 के ” सामित तथा फेनकादिक के गुण 99 मीच आदि के सांसों सें 
es रग : सुहरादिवेलवार से भरे हुये सामित ee al उण लवः आ. 
गुण गुण 5 ४ की प्रशंसा 
सौराव 99 पानुसार T २१८ 
रावके » an ln दाप्कुली तथा पिष्टक के गुण » ob उप्ण-शीतजलाचुपान 7 
उबाल कर रस निकाल दिये हुये » | सुहावि वेदलक॒त मचय के » ” , गुरु तथा अतिञचुक्त में 
मांस के दोप डे भापछृतभचय के शुण न अनुपान से छाभ ; 
श्वानिप्कमांस के गुण » | कूर्चिकाकृत अचय के गुण ल्क के सामान्य झुण 2 
sé 33 >, 
वेसवार की परिभाषा तथा उसके हि bi गुण » po कक एवं अन्त में 
चुण ga त Eo] 39 पान गुण 33 
59 if wa 
सुहयूष के गुण » |तेलनिर्यित 9 ४ fie Ns नकेन = सेहानि ५» 
a फलमांसादिकृत” 2 अयोग्य प्राणी » 
14 a पीने के बाद वर्जनीय द 


४ सु० 


१८ 


विषयाः पृष्ठाङ्काः 
गुरु-छाघवचिन्ता में स्वभाव, संस्कार 
एवं मात्रा की प्रधानता २१८ 
मन्दकर्माग्नि व सुकुमारों में गुरु-ला- 
घवविचार तथा वली, दीप्ताग्नि 
और श्रमशीळ व्यक्ति में उक्त 
विचार अनावश्यक » 
आहारविधि का वर्णन तथा 
योग्य महानस का रक्षण 
सिद्व अन्न का रक्षण 
विविध आहार की उपकदपना 
( परोसनविधि ) 
भोजन कराने योग्य स्थान 
हितकारी भोजन लक्षण कि 
रसानुसार पूर्व में मधुर, मध्य में 
अग्ड-ऊचण पश्चात्‌ शेपरस युक्त 
भोजन फरें २२० 
प्रथम फळादिळचण 
घनभदय का प्रथम सेवन ग 
भोजन में भांवले की श्रेष्ठता रय 
मणाळादि का सेवन-समय के 
क्रिस प्रकार 3s कर भोजन किया- 


जाय 
समय पर मात्रापूर्वंक किये हुये 
भोजन का फळ. तर 
ARG से भोजन का काळ ” 
अकाळ भोजन के दोप ” 
हीनमात्र और अतिमात्र भोजन के 


सेवन करने योग्य भोजन २२१ 

निन्दित अन्न , 

ययोत्तर मधुरवर भोजन सेवन 
करना चाहिये ‘a 


विषय-सूची 


विषया पृष्टाक्का 
भोजनका में गण्डूष करने के गुण २२१ 
स्वादु अज्ञ के गुण 
स्वाद तथा अस्वाद भोजन के लक्षण » 
भोजन के वाद तथा मध्य में जळ 

पीने का विधान ” 


दांतों में फंसे हुये अज के निकालने 
की विधि ” 
जीणे, विदग्ध और भ्रुक्तमान्न में 
त्रिदोष वृद्धि ” 
भोजन में वढे हुये कफ के नाशन 
का उपाय 
भोजनोत्तर कर्तव्य ” 


भ्रुक्तान्नस्थिरता के लिये मनःप्रिय 

शब्दादि विषयों का सेवन » 
भोजनोत्तर जुगुप्सित शब्दादि 

विषयों का त्याग » 
भोजनोत्तर द्य 9 
अतिसात्र सेवितं रसा के दोप ” 
मन्दाञ्चि मे दो वार भोजन का निषेध» 
wala में गुरु आहार का iq» 
पिष्ठान्न का निपेध » 
लेश्य-पेयादि चतुर्विध आहार की 

यथोत्तर गुरुता 9 
लघु-गुरु eat का मात्रा विचार » 
प्रभूत द्ववयुक्त Gate सेवनमें ` 

दोपाभाव 
शुष्कान्न सेवन में दोप 
अन्नचिदाह के हेतु 9 
शुष्क, विरुद्ध और विष्टम्भी अन्न 

असि को मन्द्‌ कर देते हैं ” 


सूत्रस्थान समाप्त 


OOO 


विपयाः 
अजीर्ण के आम, विदग्ध आदि 

चार भेद 
अजीर्ण के कारण » 
चतुर्विध achat के लक्षण ” 
अजीणं के उपद्रच » 
अजीणं की चिकित्सा » 
समक्षन, विपमाशन भोर भध्यदान 

के लक्षण ” 
विदग्धाजीण की चिकित्सा 
आमाशयगत अन्नविदाह क्री 

चिक्दा » 
अजीर्णशङ्का में शण्टी-अभया 

का प्रयोग n 
अजीर्ण में भी घुसुक्ता विनाशकारी 

होती है 99 
चिंशति ग्रु्णों के कर्स का वर्णनारम्भ » 
शीतोष्ण-स्ग्धादिदश शुणों के क्म » 
द्रवादि दश शुणो के कर्म ” 
आहार की गति ( परिवर्तन ) 

का वर्णन 
पाञ्चभौतिक आहार के गुण छठ 
आहारावस्थापाकसे sage » 
पक्क आहार के मळ तथा सार एवं 

सार से सर्वघातु-पोपण 
सप्तधातुभों के सप्त मळ » 
दिन में हृदय की अधिक विकास- 

शक्ति होने से अजीण होने पर 

भी भोजन विधान » 
रात्रि-अजोण में भोजन निपेध » 
आहारविधि आदि के सूत्र पाठ 

का फल ” 


विपयाः 

| प्रथस अध्याय 

चातव्याधि निदान का उपक्रम 

प्रकृतिभूत एवं व्यापन्न चायु के 
स्थान, कर्म और रोगों के 
सम्बन्ध में प्रश्‍न 

वायु का स्वरूपवर्णन 

शरीर में विचरण करनेवाले वायु 
के कर्म 

अकुपित चात के कमं 

वायु के नाम, स्थान, कर्म मेद से 
पांच प्रकार 

स्थान भेद से चायु के नाम, प्राण 
वायु के स्थान और कर्म 

उदान वायु के स्थान और कर्म 

समान वायु के स्थान और कमं 

ब्यान वायु के » 9 

अपानवायुके » » » 

विकृत व्यान और अपान के » 

arg की स्थान-विशेष से रोग- 
विशेषकारिता 

वायु की धातुविशेषाश्रय से रोग- 
विशेषकारिता 

सर्वाइृगत वायु के कार्य 

पित्तसंयुक्त कुपित वात के लक्षण २३० 

दोणितान्वित » 

पित्तावृत प्राणके' 

कफादूत 

पित्त संयुक्त उदान के » 

कफावूत 

पित्तसंयुक्त समान के 

कफसंयुक 

पित्ताबृत व्यान के 

BRT 

वातरक्त के प्रकोप के कारण 

वातरक्त सग्प्राप्ति 

arn दोष विशेष से वातरक्त के 
विशिष्ट लक्षण 

वातरक्त का पूर्वरूप 

हस्तपाद मात्र से आरम्भ होकर 
MATE समग्र शरीर सें sara 
हो जाता है 

असाध्य वातरक्त के लक्षण 

झाक्षेपक के लक्षण 


२२७ 


3 


33 


7 


33 


9) “3 


पृष्ठाद्भा: 


निदान-स्थान 


के कारण तथा छत्तण 
अदित के कारण, सम्प्राप्ति, छण 
तथा साध्याप्ताध्य-त्रिचार 
Tat के लक्षण 
विश्वाची के » 
करोप्टुकशीपं के लक्षण 
aa ओर पहुवात के लक्षण 
कळायखक्ष के 
वातकण्टक के 
पाददाइ के 
पादहर्ष के 
अंसशोप ओर अववाहुक के लक्षण 
वाधियं की सम्प्राप्त तथा 
BAYS के लक्षण 
Bs. मिन्मिन और गद्गद के लक्षण 
तूनी तथा प्रतितूनी के 
लक्षण हु 
आध्मान, प्रत्याध्मान, वाताष्ठीला, 
| प्रत्यष्ठीळा के लक्षण 


द्वित्तीय अध्याय 
अशोनिदान का उपक्रम 
अर्षा के छु भेद 
erat का निदान, सम्प्राप्ति और 
परिभाषा 
युद का भमाण तथा त्रिवळियों 
का वर्णन 
वलित्रय का नाम 
gate की परिभापा 
अश का पूर्वरूप 
अक्ष के सामान्य लक्षण 
वाता के 
पित्ता के 


13 


विषयाः Teter 
आक्षेपक भेद-अपतानक, दण्डापता- 

नक, घनुःस्तर्म, अभ्यन्तरायाम 

और वाद्यायाम के लक्षण २३१ 
अमिघातज भाक्षेप के eyo २३२ 
असाध्य अपतानक के कारण 

पक्षाघात की सम्प्राप्ति- 

तथा लक्षण » 
पक्षाघात का साध्यासाध्य- 

विचार ” 
अपतन्त्रक की सम्प्राप्ति तथा 

लक्षण २३३ 


59 


२३९ 


33 
२३७ 


विषयाः 

wae के लक्षण | 

THI के 

सन्निपातार्श के 

सहजाइा के 

भर्श की स्थानानुसार साध्या- 
साध्यता 


लिङ्गां की सम्प्रात्ति तथा लक्षण » 
योन्यक्ष के लक्षण 
नाभिगत अर्थ के लक्षण | 
कणे, नेत्र, चर्स्म, घ्राण तथा वेकत्रगत् 
अझ रे लक्षण 
चर्मकीर का सम्प्राप्ति तथा लक्षण » 
वातादि दोषों के आधिक्यानुसार 
विशेष लकण 
मेदादिगत अर्श के विशेष लक्षण 
अर्थोरोगानुसार है 
इन्द्दज अर्श तथा उसके छ भेद 
अर्श की साध्यासाध्यता ” 
सर्व afeene अर्श असाध्य होता है » 
तृतीय अध्याय 
अश्मरी निदान का उपक्रम 
अश्मरी के चार भेद 
» का कारण तथा सम्प्राप्ति 
» 9 पूर्वरूप अश्मरी का पूर्वे. 
ख्पावस्था में सामान्य लक्षण 
अश्मरी की रूपावस्था के लक्षण 
रुलेष्माइमरी का कारण, सम्प्राप्त 
तथा लक्षण, पित्ताश्मरी की 
सम्प्रा्ति तथा लक्षण 
वाताइमरी की ans तथा लक्षण » 
चातादि तीनों भश्मरियां बच्चों में 
ही होती हैं इसका कारण 
शुक्राश्मरी के कारण, सम्प्राप्ति तथा 
छण 
शकेरा और सिकता के लक्षण 
मुत्नमार्ग-अश्चत्त अश्मरी के वहां 
अटक जाने से उत्पन्न लक्षण 
अश्मरी के आधारभूत वस्ति का 
स्थान, संस्थान, हार तथा । 
सम्बन्धित अङ्ग 
चस्ति में सूत्र केसे और कहां से 
आता है आदि का विवेचन , » 


२४१ 


२० 


_ 


विषया' 
afta में अश्मरी रोग की उत्पत्ति 
का वर्णन 
नवघटपूरित जलावचेप समान 
चस्ति में मूत्रावपोप से अश्मरी 
की उस्पत्ति ” 
arg और विद्यदग्नि avert 4 
ओले बनाते हैं तद्वत वस्ति में 
चात और पित्त कफ से अश्मरी 
बनाते हैं २४३ 
arg ही वरितिगत रोगों का कारण है » 
चतुर्थ अध्याय 
भगन्दरनिदान का उपक्रम २४३ 
चातादिदोर्षो से कमशः शतपोनकादि 
पञ्चविध भगन्दरों की उत्पत्ति » 
भगन्दर की निरुक्ति ” 
पिडका तथा भगन्दर » 
भगन्दर के पूर्वड्प ” 
शंतपोनक भगन्दर के कारण 
सम्प्राप्ति तथा लक्षण 
उप्टरम्रीच भगन्दर के कारण 
, सम्प्राप्ति तथा लक्षण » 
परिश्षावी भगन्दर के कारण, 
सम्प्राप और लक्षण » 
शाम्वूळावर्त भगन्दर के कारण, 
सम्प्रा्ति और लक्षण “ 
उन्मार्गी मगन्दर के कारण, 
सम्प्राप्ति और लक्षण श्र 
अगन्द्रेतर तथा भगन्दर 
पिढका में भेद 
भगन्द्री पिडका के SIN » 
भगन्दर का पूर्वरूप » 
भगन्दर की कृच्छ्साध्यता 
और असाध्यता श्र 


पञ्चस अध्याय 
कुछनिदान का उपक्रम 
कुछ के कारण तथा सम्प्राप्त 
का वर्णन ” 
BUS TST 
AG ACES तथा एकादश चुद्‌ 
कुष्ट के नाम 
सर्वकुष्ठ त्रिढोप तथा क्रिमियुक्त 
ate हे » 
aut से ङुष्टविश्रेप की उत्पत्ति » 
वातादि दोप से उत्पन्न सप्त महाकु 
जैसे wen, दुरवर, ऋष्य” 
जिद्द, कपाळ, फाकणक, पुण्ड" 
रोक ale ag के ठण » 
STNG और NIV के ळण » 


विषय-सूची 


वियाःप erg: 
एककुष्ठ और चर्मदळ कुछ के SIM २४६ 
विसं कुष्ट के लक्षण ” 
परिसर्प और सिध्म कुष्ठ के लक्षण * 
विचर्चिका और विपादिका कुछ 
के SIT ” 
किटिभ और पामा कुष्ट 
के लक्षण ” 
कच्छु और रकसा कुष्ट town » 
कफ से अरुसिध्मादि, वात से 
परिसर्प तथा रोप पित्तज 
कुष्ठ होते है 
किलास कुष्ट का स्वरूप तथा 
उस के भेद ” 


कुष्ट और किलास में भेद वातादि 

दोप से किलास के भेद तथा 

ल्क्ष्ण = ११ 
असाध्य कुष्टों के SIT ” 
कुछ में दोपानुसार लक्षण वेशिष्ट्य » 
स्वचागत SE का कालातिक्रमण 

से धातुओं में प्रवेश होना २४९ 
धातुगत कुछों के लक्षण 9 
कुष्टी माता-पिता की सन्तान भी ' 

कुष्ठी होती है » 
कुष्ठो का साध्यासाध्य-विचार ” 
कुष्ठ कर्मज व्याधि है 
कुछोत्पादक कमं का जन्मान्तर तक 7 

अनुवन्ध लया रहता है 9 
पथ्यकर आहार-विहार तथा विशि- 

Bias से इष्ट-रेगसुक्ति » 
औपसर्गिक रोगों के प्रसरण में प्रसद्ग- 

स्पर्शादि कारण २५० 


षए अध्याय 


प्रमेह निदान का उपक्रम 
» के कारण 9 
» की सम्प्राति क 
» का पूर्वरूप 

सर्च प्रमेहो के सामान्य लक्षण 9 

प्रमेह तथा प्रमेह-पिडकाएं त्रिदोपज 

rade » 

कफ उदके सुरादि दृश प्रमेह » 

पित्त से नीळइरिटादि छुः » 5 

चात से सर्पिवंसादि चार प्रमेह 

प्रत्येक दोष अन्य दोप तथा 

दुर्प्यो के साथ मिलफर प्रमेह 

पेदा करता है २५२ 

कफज दश ममेदं के क्रमशः लकण » 

पित्तज प्रमेहों के ooo 


2 


चिपयाः 
वातज ग्रमे के ower 
कफज » के उपद्रव ” 
पेत्तिक $१ 99 35 
चातिक ” 5 ११ 
प्रमेहपिढकाओं की उत्पत्ति दारा 
चिका, कच्छुपिकादि दुश fre 
कार्म के नाम 9 


शराविकादि ददा पिढडाओं के लक्षण! 
प्रमेहानुलाराही » को 

दोपों से उत्पन्न जानो २५३४ 
असाध्य पिडकाए » 
वातज प्रमेहा की असाध्यता के 

कारण श्र 
प्रमेह रोगी के सामान्य छण » 
मधुमेह का लक्षण तथा उसकी 

असाध्यता » 


मधुमेही स्थानासनदाय्यास्तरमञ को 
उत्तरोत्तर अधिक चाहता दै » 
दोप, दूष्य तथा आहार-विहार के 
उस्कर्पापकर्पकृत सयोग विशेष 
से saat की उत्पत्ति » 
प्रमेह उपेक्षा करने से मप्ताध्य 
होते हें ” 


सप्तम अध्याय 


उदरनिदान का उपक्रम 
धन्वन्तरि द्वारा सुश्रुत को उद्र- 
रोगोपदेश्च ” 
उद्र रोगों के आठ Az ” 
” wit के कारण ” 
» >» की सम्प्राप्ति उद्ररोग 
पूर्वरूप 
चातोदर के लक्षण 5 
पित्तोद्र के » गा 
फ्फोदर के » 33 
सन्निपातोदर के लक्षण 9 
प्लीहोदर के ” ” 
यक्कदाक्युदर के » 
वडगुदोदर के » गा 
परिख्रावी उदर के ” ” 
जलोदर के Vat 
अष्टविध उदर रोगों के सामान्य 
लक्षण 
काळातिकम से सर्वोदर रोगों का 
जलोदर में परिवर्तन तथा 
असाध्यता हे 


गनि अष्टम अध्याय 
दान का उपक्रम 


२५५ 


२५८ 


~ 


विषयाः पृष्ठाढाः 
मूढगर्भ के हेतु २५८ 
» के लक्षण २५९ 
» के कील, प्रतिखुर, चीजक, 
परिघ चार az 99 


उक्त चार Vt का खण्डन तथा 
मूढगभं की अनेकता का निर्देश २६० 
मूठगर्भ के उदयाचुसार अन्य आउ भेंदु 
भवाध्य मूढ़गर्म के लक्षण » 
गर्भे के जनन में स्वभाव तथा काळ, 
प्रकष हेतु हैं २६१ 
अकालगर्म-विच्युति के कारण >» 
गर्भज्ञाव तथा गर्मपात की परिभाषा » 
असाध्यसूढगर्भ के लक्षण ” 
भन्तमंतगर्भ के SAT 9 
THEY के कारण 
मरतमाता के जीवित गर्म का लक्षण 
तथा उसको निकालने की विधि » 
सवस अध्याय 
विद्रधिनिदान का उपक्रम 
धन्वन्तरि द्वारा सुश्रुत के लिये 
विद्रधि लक्षणा का कथन 5 
विद्रधि रोग की सम्प्राप्त, लक्षण, 
रि परिभाषा तथा az 9 
alse विद्रधियों के लक्षणों का निर्देश » 
वासि WIT me ६३ 
पैत्तिकविद्रधि १5 ” 
शलेप्मिकविट्टधि ” ४१ 
दोपानुसार उक्विद्रधियों के खाव » 
सान्षिपातिक विद्रधि के लक्षण » 
आगन्तु चिद्रघि के कारण, सम्प्राप्त 
तथा लक्षण » 
रक्त विद्धि के लक्षण ” 
सन्निपातज विद्वधि असाध्य होती है » 
आभ्यन्तरिक विद्रधि के हेतु भीर 
सम्प्राप्ति 9 
अन्तर्विद्रधि के स्थान » 
» के रण १) 
याह्य और आभ्यन्तरविद्रधियों के 
अधिष्ठान भेद से लक्षण 
water विद्वधियांँ सर्वाचस्था में 
_ कष्टपरद होती हैं श 
विद्वेधियों के अवस्था भेद से साध्या- 
साध्य विचार शा 
अस्तर्विद्रधियों के पकने पर उनके 
ara निकलने के ant ” 
रक्तजविद्वधि के कारण तथा se» 
रक्तज विद्रधि की मक्तज्लतंशा ” 
-विद्रधि-और गुल्म में भेद ” 
» के पाक में हेतु तथा युकम के 
न पकने का कारण 3 


२६२ 


२६४ 


विषय-सूची 
विषयाः पृष्ठाह्ठाः 


स्थानानुसार तथा पक्क भोर त्रिदो- 

पज विद्रधि असाध्य होती हे २६५ 
अस्थिगत विद्रधि का कारण, 

सम्प्रा तथा लक्षण n 


दशस अध्याय 
विसप, नाडी, स्तनरोग निदान का 
उपक्रम 
विसर्पो का निदान, wens, sen 
भौर निरुक्ति 33 


वातिकविसर्प के लक्षण 9 
a 

पेत्तिक ११ 9 93 
श्ठेव्मिक" 3 3 


साक्षिपातिक विसर्प के लक्षण ९ 
चतजन्य 5 33 ~” 3 
विसर्पा का साध्यासाध्य विचार २६७ 
नाडीबण के निदान, सम्प्राप, 

निरुक्ति तथा भेद 99 
वातिक एवं पेत्तिक नाढी रोग के लक्षण » 
कफज एवं हुन्द्रज नाढी रोग के छत्तण » 
सान्निपातिक नाडी के छच्षण २६८ 
शल्यनिमित्तज नाडी के लक्षण % 
स्तनरोग-वर्णन तथा नाढी-रोगा' 


नुसार ही उनके कारण-भेद 

आदि का निर्देश शर 
कन्याओं को स्तन रोग नहीं होने 

a हैत ” 
प्रजाता तथा गर्भिणी स्त्रियों को ही 

स्तन रोग होते हें 3 
स्तन्य ( दुग्ध ) की परिभाषा » 
शुक्रप्रवृत्ति के समान ही feat में 

स्तन्यभ्रवृत्ति होती हे ” 
वातादिदुष्ट स्तन्य के छक्षण २६९ 
शुद्ध स्तन्य ( दुग्ध) केळ्छण ४ 
स्तन रोगों की सम्प्राप्ति 9 
संक्षेप से स्तन रोगों के छक्षणों का 

अतिदेश ” 

CHET अध्याय 

afta, अपची, wag तथा गलगण्ड 

निदान का उपक्रम २६९ 
अन्थि के निदान, दूष्य, सम्प्राप्त 

और लकण 5 ” 
वातज ग्रन्थि soar “ २७० 
पित्तज 9$ 99 ” 
Sat ? ” $$ 
सेदोज 2 ” 2 3 
लिराज ग्रन्थि के निदान, सम्प्राप्त, 

wan तथा साध्यासोध्य विचार ? 


RY 
विषया; TUTE: 
अपची रोग के स्थान, निदान, ; 

सरप्राप्ति, क्षण और निरुक्ति २७० 
agg रोग के निदान, दूष्य, 

सम्प्राप्ति, र्षण और भेद २७१ 
चातादि दोषज ade के अन्थि के 

समान लक्षण होतेहे - २७२ 


रक्ताइंद के निदान, सम्प्राप्ति,; 

लक्षण तथा साध्यासाध्य विचार » 
मांसाबुंद के लक्षण 7 २७३ 
age के भसाध्य लक्षण ” 
अध्यर्डुद्‌ तथा द्विरद के लक्षण » 
aay के पाकाभाव में कारणं n 
यळगण्ड के निदान तथां सम्प्राप्ति » 


33 BIT 9 
वातिक गलगण्ड के लक्षण 99 
कफज ” 3 $9 
मेदोज ” ” २७४ 
असाध्य » ” ” 
गलगण्ड का स्वरूप श्र 

REN अध्याय 
aia, उपदंश, श्छीपद, के निदान - 

का उपक्रम २७७ 
बृद्धि का निदान तथा उसके सात 

az - 9 
वृद्धि रोग की सम्प्राप्ति » 

9 ४५३ के पूर्वरूप | 
वातज, पित्तज और कफज छृद्धि के 

ल्क्षण १9 
THe और मेदोजबृद्धि के ळक्षण २७५ 
मूत्रजवृद्धि के waar » 
आन्त्रदि » 99 » 
उपदंश रोगके निदान और सग्प्रातिर७७ 
उपदृश के भेद शर 


वातादि प्रत्येक उपदंद्य के छण » 
श्लीपद रोग के कारण, सम्प्राति, 


परिभाषा भौर भेद २७९ 
वातज, पित्तज और कफज श्लीपेंद 
के लक्षण ३८० 
र्ळीपदु के असाध्य लक्षण ” 
» रोग सें कफ की प्रधानता का 
निर्देश af w 
श्लीपद जिन देशों में अविक होता. 
है उनका निर्देश # 
श्ळीपदु के स्थान शी 
त्रयोदश अध्याय .. -, _.- 
ae रोगों के निदान का उपक्रम १८५ 
चौचाळीस छद रोगों के Az तथानाम” 
अनगल्लिका का लक्षण २८१ 


RR 

fran _ चृष्ठाट्वाः 
यवपग्रय्या क्वा GIN ५ २८१ 
eet ater 7 “9! 
विवृता का ॥ ४ Boe ततर 
GT का: „ 3” 6६: | 
चढमीक का तम (7 ग ; 
दृन्दैवृद्धाका” प 1” 7? ` 
पनसिकाळ शा [| “शे 

पापाणॅगदिभ का Wa यग 

जीलेगदूस 9. HF २८२ 
कचा ut छे 

विस्फोटक A 7 77 भा 


अग्निरोहिणी ms त॑था उसके 
होरा रोगी के गु का. समय » 


चिप्प ( Gat, उपज का .. 
छ्क्तण 
कुनख ( छुळीन ) का ळक्षण _ » 
छनुशयी का लक्षण Be | र 
विदारिका का » » 


BART तथा WaT, के TIN २८३ 


पामा, विचर्चिको और रकसा के» १ 
पाददारी ee 
fet के ११ x ” 


अर्सके क "ˆ षा 
gree ( सालित्य, रुम्या ) के 

हर छच्षण 99 
दारुणक्‌ का लक्षण Be १ 
अरुपिका का » | २८४ 
प tal ११, . ” 
मसरिकांका » ' ,„ _ ७ 
सुखदूपिका का लक्षण - २८६ 
fates का»  , ” 
जतुर्मणिका ?' » र ” 
oe a , ' » 
तिलकाछक hin ! . 9 
यच्छ का Br ” र _ ” 
चमक्रीळक़े 9% ' २८७ 
sagt ' » ' , as 
नीलिकाका » “os 
परिवर्तिकाके कारण, सम्प्राप्ति, लक्षण » 
अवपाटिका के लक्षण ४ 
frequen हाका? « ._.. ” 
सन्निरुद्ध गुद क्रे» 0 “9 
अहिपूतनका » _. .„ _२५८ 
चृपगकच्छू aq 2 ” 
Gets 8 |... ५ 


| विपया- 


बियप-सूची 


चतुदश अध्याय 
शूकदोप निदान का उपक्रम 
» जन्य रोगों की सम्प्राप्त 


पृष्टाङ्टा") विपयाः 
| erate क लक्षण 
२८८ | सौपिर के » 
» | महासौपिर के» 


सर्पपिका के लक्षण » | परिदर के » २९५ 
अष्टीलिका लक्षण २८९ | उपकुश के » 9 
ग्रथित और कुम्भिका के लक्षण ४ | चेदर्भके 99 99 
अछजी » सदिति 9, 7 8 |चर्घनके » ” 
संमूढपिडका.भौर अवमन्यके लक्षण | नघिमांस के » ‘5 
पुप्करिका के लक्षण ५ | दन्तनाढी का ठक्तण ” 
स्पशहानि के » ” दन्त रोग 
sams » » ॥ दालन » 
शतपोनक के » » | कृमिदन्तक ११ 
त्वक्पाक और घोणितादुंद के लक्षण » | दन्तहर्प ” 
मांसादुंद के wat ४ | जिनक २९६ 
आतवा के - ५ | दन्तशर्कटा 9 
बरिद्रधि के 9 कपालिका 5 
Pl व. छ | श्यावदन्तक - ४) 
शुकदोपों का साध्यासाध्य विचार » tala 2 !! 
पञ्चदशा अध्याय जिहागत रोग 
अ उपक्रम - - र न्रिविधनिहाकण्डक के छत्तण » 
का RE अछास छण २९७ 
» के दो प्रकार सन्धिसुक और उपजिहिङा लक्षण ” 
pik तालुगत रोग 
सन्धिमुक्त के भेट, सामान्य उचण_ » | गछशुण्डिका र 
उत्पिष्टादि छ' सन्धि सुक्त भग्नों तुण्डिरेरी ate अध्रप के लक्षण » 
काल ” | फच्छप भोर रक्ताचु द फे » 9१ 
काण्डनग्न के AAT २९१ 


प्रत्येक काण्डभग्न के विशेष लक्षण २९२ 
साध्यासाध्यता 

मध्यम भायुमे भग्न साध्य होता हे २९३ 
अस्थिविशेष के अनुसार भग्न के प्रकार? 


पोडश अध्याय 

युखरोगों के निदान का उपक्रम २९३ 
» की संख्या और आयतन 
आयतन के अनुसार संख्या » 
. ओप्ररोग 

वातज ओए प्रकोप ' २९३ 
पित्तज » » २९४ 
कफज # » 7 ११ 
सन्निपातज ओष्ठ प्रकोप १ 
waa और मांसज ओप्ड प्रकोप » 
मेदोज sites प्रकोप ” 
Jat » » 5 

मूलगत रोग - 
शीताद ल्क्षण 9 
दुन्त्रपुष्पुटक ” 


” निदान-स्थांन aang 


to} 


मांससघात ओर तालुपुप्पुर के लक्षण » 
तालुशोप और ताछुपाऊ के TAT » 


कण्ठगत रोगों के नाम 
कण्टरोहिणी के वातजादि भेद से 
Bar २९८ 
कण्टशालूक के लक्षण २९९ 
अधिजिह्वाके » ” 
चलय के ” ” 
जछास के ” ’ 
एकवृन्द्‌ के ” १ 
चृन्द के ” ” 
दातव्नो के ४12 - = ” 
गिलायु के _, » अ 
गलविद्रधि के ˆ" » १ 
Tele के ” ३०९ 
स्वरध्न के ” » 
मांसतान के ® ” 
बिदारी के ” $ 
सवसर ( मुखपाक ) के लक्षण » 
सुसपाक के बातजादि भेद से लक्षण » 


r 


हेता अः ब्याय 
उरपनि का क्रम 


_ 


सहान और agar की उत्पत्ति 


इन्द्रियो के विषय 
प्रकृति पर विकृति 
प्रकाशमान ave av का विवरण 
जींवान्मा 
प्रकृति और पुरष या साध्य 
और चंधर्म्य 
के विषय में एकीय मत 
स्थावर ARH मूत्र ग्रामा क छत्तण 
भूत ही चिस्स्सोपय्रोगी हे 
अपनी भौतिक इन्द्रियों से अपने 
सौनिक इन्द्रियाय का अदण 
आत्मा की सांस्य सत से भिन्नता 
आत्मा के fray में Bq 
ara के गुण 
सात्विक मन के गुण 
राजस मन के गुण 
तामस मन के गृण 
Tanga के गुण 
आकाशादि भूर्तो में 
सात्विकादि गुण 
उपसंहार 


रहने बाले 


_ _ दूसरा अध्याय 
शुक्र के दोष 

वीर्य दोष के ayn 

आर्चव की साध्यासाध्यता 
कुणपर्यन्थि चीय की चिङित्सा 
अन्थिभृत शुक्र की चिक्स्सा 
पूयदोप युक्त शुक् की चिकित्सा 
efter रेतस की चिकित्सा 
घुटीपान्धि शुक्र चिकित्सा 
सामान्य चिकिसा 

शुद्ध शुक्र का छत्नण 

aria चिह्नित्सा 


33 


उत्प त्ति Fr] 


eu 


35 


3 


1 


| 


शारीरस्थान-विषयसूची 


विषय Tug 
अंयिभूत anda की चिक्रिन्सा १५ 
gira युक्त आत्तव के feo 1२ 
वानादिदष्ट saat की freer » 
शुद्ध नात्तंच का लक्षण ११ 


ANT का लक्षण 

अक्पोपद्गत रक्त प्रदर की चिकिरसा 

नष्टात्तव का कारण और चिक्रिन्सा 

च्ञीणातच की चिकित्सा 

ऋनुफाल में चज्य 

ऋतुकाल के नियम 

इस प्रकार करने का 

पश्चान सन्तान के लिए हितकर 

कम कर 

हवन के बाढ का कनंच्य 

उत्तरोत्तर रात्रियों में गमन करने 
से लाभ 

पुत्री Gat होने के लिये दिन 

ऋणनुमती के साथ संभोग करने 


फळ 


गर्भ और अट्टर का साम्य 

विधिपूर्वक गर्भधारण का फळ 

वर्णोत्पत्ति के कारण 

तेजोधानु का नेत्र के ऊपर परिणाम 

न्रियाँ का आतंच शुक्र के साथ कसे 
मिळना ह 

दो गर्भी की उत्पत्ति 

ATS! के प्रकार में आसेक्य 
नपुंसक 

सौगन्धिक नपुंसक 

कुम्भीक नपुसक 

Suis नपुंसक का लक्षण 

पण्ड का ळण 

नारीपण्ड 

नएुंसको की परिगणना 

शुक्र होने पर पण्ड कयां 

शुभाशुभ कार्यो का परिणाम 

अनस्थि गभ 


3? 


33 


od 
am 


Tr ET Er 


at 
G 


विषय 
स्वप्न में मथून से गर्भ 
FET का वर्णन 
विकून गर्भ 
Rez की ofa न होने से 
| सन्तति उत्पन्न होने के कारण » 
गर्भ की मछोत्सर्ग क्रिया 
गर्भ रोता Fat नही 
गर्भ के लिए व्यवहार 
स्वाभाविक कार्य 
सत्वभयिष्टा का उत्पत्ति में कारण » 
कर्मानुसार जन्म की और अम्यासा- 
नुसार गुणां की mf १ 
तीसरा अध्याय” 
शुक्र भौर आर्तवों का वर्णन 
“गर्भ ळी उत्पत्ति और उसके पर्याय » 


| काळ से भिन्न काळ सें योनि 
का Gata 

सिक घम 

रजोनित्रृत्ति काळ 9 
कन्या या पुत्र का उत्पत्ति काळ # 
धोगर्भधारण के चिन्ह 
शुहीतगर्भा के उत्तरकालिक चिन्ह 
गर्भधारण के बाद चर्जनीय 
निपिद्ध सेवन से परिणाम 


गर्भ का चार मास तक वृद्धिक्र. २४ 
दौर्हृदो का परिणाम 9 
az से भावी सन्तान के गुणा 

की पहचान २५ 
दौहंदों में कारण ” 
गर्भ का पञ्चम महीने से वुद्धिक्रम » 
गर्भ का पोषण प्रकार २६ 
गर्भोच्पत्तिक्रम n 
गर्भ के पिठुजादि लक्षण २७ 
गर्भ fer निश्चय 9 


Re 


विकृत अन्ञ-प्रत्यट्रों में कारण 9 


२ 


विषय 
चौथा अध्याय 
प्राण 
रवचाओं का वर्णन 
कलावणंन 
कला स्वरूप 
प्रथम कळा 
ऊपर के प्रतानों के लिए दृष्टान्त 
रक्तपरा कला 


मास से रक्त कैसे निकलता है 
इसका प्रमाण 


मेदोधरा कला 
Teles मेद का स्पष्टीकरण 
श्लेप्मधरा कळा का वर्णन 
श्लेप्मधरा कळा का कार्य 
पुरीपधरा कछा का वर्णन 
पित्तधरा कळा 
शुक्रधरा कळा 
शुक्रव्यापकता के दृष्टान्त 
शुक्रमार्ग 
हपंजन्य शुक्रप्रादुर्भाव 
गर्भवती स्री के आतंव न दोखने 
तथा पुश स्तन और अपरा 
- बनने में कारण 
यकृत्‌ „ ster, फुफ्फुस और उप्डुक 
को उत्पत्ति 
भान्त्र, गुद और चस्तियों की 
उत्पत्ति 
जिह्वा की उत्पत्ति 
स्ोतसों का विदारण और पेशियो 
का बनना 
खरायु और आशयों की उत्पत्ति 
TE, TIN और हृदय की उत्पत्ति 
हृदय का स्वरूप 
निद्रा 
निद्रा का चिषय 
निद्रा तो बोध नहीं होने देती फिर 
स्वप्न दर्शन कैसे होता है 
निर्विकार भूतात्मा की निद्रा में 
कारणता 


- निद्रा के नियम तथा उनके परि 
पालन न करने के दोप 
निद्रा के विषय में सम्रह शोक 

निद्रा नाश के कारण 

निद्रा नाश हरण करने के उपाय 

अतिनिठ्रा की चिकित्सा 

रात्रि जागरण और दिवास्वप्न 
किसके लिये छाभप्रद है 

चन्द्रा का लक्षण 


Wey 


विषयसूची 


विषय 
WAT का लक्षण 
छम का लक्षण 
आलस्य का लकण 
उप्क्लेश का लक्षण 
ग्लानि का लक्षण 
गौरव का लक्षण 
मूच्छा, अम, तन्द्रा और निद्रा 

के छण 
गर्भ की वृद्धि 
गर्भवृद्धि 
न बढ़ने वाले az 
नित्य बढ़ने वाले ag 
प्रकृति के भेद 
प्रकृति चनने में कारण 
चात प्रकृति के लक्षण 
पित्त प्रकृति के लक्षण 
कफ प्रकृति के क्षण 
द्विदोपन और त्रिदोपज प्रकृति 
प्रकृति स्थिर रहती है 
प्रकृति बाधक न होने में दृष्टान्त 
अन्य आचाय का मत 
सस्वकाय के लक्षण 
राजस काय के SQ 
तामस काय के लक्षण 
उपसंहार 

Vv w 
पाचवा अध्याय 
शारीर सञ्ञा 
प्रत्यङ्ग विभाय 
भीतरी eg प्रत्यङ्गों का वर्णन 
अन्तस्थ अङ्ग-प्रत्यङ्गों की सख्या 

आशार्यो का वर्णन 
अन्त्रों की दीर्घता 
स्रोतों का वर्णन 
कण्डराओ का वर्णन 
जालों का वर्णन 
कूर्चा का वर्णन 
मांसरज्जुओं का वर्णन 
सीवनियाँ 
संघात 
सीमन्त 
अस्थियों की संख्या 
शाखागत अस्थियों का परिगणन 
ओणि, पाशवं, वक्षःस्थल और स्कन्ध 

प्रदेश की अस्थियाँ 


गदुंन और उसके ऊपर की हट्टियाँ 
अस्थियों के प्रकार 


शरीर धारण में अस्थियों की 
प्रधानतां 


विपय॑ Wore 
सब्धियाँ ४५ 
सन्धियों की स्या ४६ 
शाखागत सन्धियां » 
alana सन्धियाँ ” 
ऊध्च॑जन्रुगत सन्धियाँ ” 
सन्धियों के प्रकार ” 
सन्धियों के स्थान शा 
केवल हड्डियों में सन्धि ४७ 
स्रायु की सख्या ” 
शाखागत स्नायु ” 
META जायु ” 
ऊध्वंजत्रगत AY " 
पेशियों का वर्णन ” 
शाखागत पेशिया 9 
कोष्ठगत पेशियां ४८ 
उध्वंजत्रगत पेशियां ” 
पेशियों के es होने के कारण 99 
faat की पेशियां ११ 
पेशियों के स्वरूप १9 
fer भेद रहने पर भी सामान्य 

पेशी सख्या में समानता 9 
मर्मादिकों के प्रकार ४९ 
गर्भशय्या » 


गर्स स्थित शिशु की स्थिति ” 

शब्यक्षान की आवश्यकता 9 

शवच्छेदन की भावश्यकता 9 

शवच्छेदन की विधि 

आत्मा का दर्शन » 

निम्सन्देह ज्ञान के पश्चात्‌ चिकित्सा 
क्रे 


छठा अध्याय 
सर्मा की सख्या तथा प्रकार 
aa विभागों की सख्या 
देशभेद से ममां की सख्या 9 
मांसादि मर्सों के नाम » 
स्मो के प्रकार 
सथः प्राणहर मर्म 
कालान्तर प्राणहर मर्म » 
faean मम 
चेकल्यकर मर्म 
सुजाकर मम 
ह्मि समे का लक्षण 
ममं का लक्षण i 
wal के साथ महाभूतो का सरवन्ध » 
अन्य आचायों का मत ५३ 
उपयुक्त विधान की पुष्टि » 
शल्य चिकित्सा में मर्मों की TI 

करनी चाहिए 


| 


विषयलूची ३ 


विषय विषय विषय 


पाक Tuy IVs 
alta कफ-पित्त का लक्षण ५३ | सिरावेध कय करे ? ६३ | धमनी प्रकार ६९ 
ममों का कार्य करने फा काल ५४ | अवेष्य लिराओं का भी वेध करने ऊपर जानेवाळी धमनियाँ ” 
सक्थि ( शास्राओं ) के मर्म और का समय » | अधोगामी धमनियों के कार्य ” 
उन पर आघात होने पर होने शिरावेघ की विधि » | तियंगू धमनियों के काय ७० 
चाले उपद्रव » | शिरावेध क्च न करे? » | धमनिर्या को मरणाली का दृष्टान्त » 
पेट और छाती के मर्म तथा उनके भिन्न भिन्न स्थानों के लिए नियन्त्रण | धमनियों की उत्पत्ति, कार्य और 
विद्ध होने पर पेदा होने वाले विधि ६४ ल्य 
sara ५५ | स्थान-भेदानुसार वेध विधि » | स्रोतो के मूलो में विद्ध होने पर 
पृष्ठ मम ५६ | शिरावेधन काल ” पैदा होने चाले लक्षण ११ 
भरीवा के ऊपर मर्म » | सुविद्व के लक्षण » | स्रोत का लक्षण ७२ 
शाखानष्टहोनेसे wy नहीं होती ०७ श्र क्त प्रथम आने में रष्टान्त ६५ ~ 
स्मो का प्राधान्य n शिराओं के न बहने के ab न दसबॉ अध्याय ८८2४ - 
ममा में त्रिगुण, भूतात्मा आदि च्ीणादि व्यक्तियों सें खावण » | गर्भिणी के लिए सामान्य नियम ७३ 
क ~ टीने ~ 
रहते ह ५८ | पूर्णतया दूपित रक्त न निकाले » | विशेष नियम महीने महीने के 
विविध ममो पर आघात होने से रक्त-निहरण का प्रमाण ४ हिसाब से ” 
उत्पन्न होने वाळे लक्षण » | किन किन रोगों में कहां कहां चौथे से सातवें महीने तक के नियम ” 
ममो के विकार क्ृच्छुसाध्य होते हैं. » सिरावेध करे ? » | आठवें महीने से प्रसवपर्यन्त के 
शू वेध के वीस प्रकार है नियम शि 
सातवा अध्याय या = अक्षरों के छत्तण » | नवम मास में सूतिकागार में रखे ७४ 
शिराओ की deat और दृष्टान्त ५९ | दुबिद्धा का » » | सूतिकायार कैसा हो » 
सात सौ सिराओं का विवरण » | अतिविद्धा का ” » | प्रसूति के लक्षण i 
चातवह शिराओं का चिभाग » | कुञ्चिता का ” » | आसन्न-प्रसूति के छक्षण » 
शोष शिरारओं का विभाग ६० | पिद्विता का » » | आसन्न प्रसूति के समय का कतव्य ७५ 
शिराचारी अकुपित और कुपित कुद्धिता का ” ६७ | प्रवाहण का विचार ” 
वायु का कार्य » | अप्रस्तुता का ” » | गर्भ सीधा करे » 
श्िराचारी भकुपित तथा कुपित अध्युदीर्णा का 3 » | गर्भ रुफने पर उपाय 99 
पित्त के कार्य » | अन्तेऽमिहिताका ? » | बालक पेदा होने पर ७६ 
शिराचारी भकुपित भोर कुपित कफ परिशुष्का का ” » | वालक का अभ्यगस्नान आदि >» 
के कार्य » | कणिता का » » | स्तन्य प्रवर्तन काळ » 
निज दिरागत अकुपित और वेपिता का » » | Ping को तीन दिन तक देने के 
कुपित रक्त के कायं » | कनुत्यितविद्धाका » ” पदाथ ” 
प्रायः सभी fae सब दोषों का शस्त्रहता का ” » | सूतिका चिकित्सा ” 
चहन करती हं » | तिर्यग्विद्धा का ” » ¦ सूतिका चिकित्सा हे ७७ 
उपयुक्त मत की घुष्टि के लिए अपचिद्धा का ” » | प्रसूता के लिए वज्य ” 
उदाहरण या प्रमाण ६१ | अव्यध्या का ” » | सूतिका के विकार कष्टसाध्य 
शिराओं का चण विभाग 3 विद्रुता का ” ” होते हैँ ११ 
अवेध्य़ शिराओं का वेध करने से ag का » » | भपरा पतन न होने पर ”» 
उपद्रव » “पुनः विद्धा का » > | मल्ल रोग लकण » 
सब शिराओं का परिगणन » | शिरावेध के उपद्रव, उपचार और aaa रोग की चिकित्सा ७८ 
अवेध्य शिराक्षों का परिगणन 99 उसका महत्त्व » | बालक की सेवा ” 
शाखागत अवेध्य शिरायें » | स्नेहन स्वेदुनादि करने पर किन नामकरण ” 
कोएगत अवेध्य frst ” किन बातों को वञ्य करना धात्री नियुक्ति विचार ” 
ऊध्वजत्रगत शिराये ६२ | चाहिये ६८ | दुग्धपान विधि » 
शिराओं को विसतन्तुओं का इष्टान्त » | रक्तनिहरण साधनों का स्थानाचुकू | अनेक दाइयों की नियुक्ति न करे » 
ढवा अध्याय प्रयोग » | दूध पिलाने के पूच दूध निकालने 
३ की आवश्यकता ७९ 
किन लोगों का और किस दक्षा में नवॉ अध्याय स्तन्य नाश के कारण और उसके 
शिरावेध न करे ६३ | धमनी विवरण ६९ ada के उपाय » 


४ 

विषय Waly 

दुग्ध परीक्षा ७९ 

किस प्रकार की दाई का दूध न 
पिळावे 9 


बालक के रोग जानने का प्रकार ८० 
बाळका के विकारों में औषध किसको 
देना चाहिए ? ” 
पध मात्रा ’ 
कल्क से स्तन-लेप करे ” 
उवर की विशेष चिकित्सा ” 
तालुपात की चिकित्सा ” 


विषयसूची 


विषय पृछा 
तुण्डनाभि और गुदापाक चिकित्सा ८० 


घृतपान विधि ८१ 
बालक के साथ वर्ताव कंसा हो? » 


खी दुग्ध मिले तो क्या करे? » 
अन्न प्राशन कव करावे ? 99 


बालक की रहा केसे करे? i 
ग्रहों से पीडित वाळक रे लक्षण „» 


विद्याग्रहणकाळ ८२ 
विवाह काळ 9 


विषय 
e 
उपयुक्त काळ से कम आयु वाले 
पति पत्नी होने पर दोप ८२ 
गर्भाधान न करने योग्य व्यक्ति a 


Was 


गर्भदोष-चिकित्सा का 
गर्भस्लाव न हो इसलिए मासा- 
नुमास चिकित्सा ८४ 
निवृत्त-प्रसवा की सन्तति 
ANZ होती हे 99 


गर्भिणी की चिकित्सा कैसी a, 
बालक के लिए हितकर योग की 


विषय 


पृष्टा 
पहला अध्याय 
चिकिस्साध्य़ाय का उपक्रम 1 
शारीर तथा आगन्तुक तण मेद >» 
आगन्तुक बण के कर्मविशेष के 
प्रयोजन २ 


दोषों के प्रसार-शक्ति के अनुसार 
aot के भेद 
~ न्रण के owns दो भेद तया 
an की निरुक्ति 
वातादि घर्णा के syn 
त्रण के ६० प्रकार के उपकमों 
के नाम 
उक्त उपक्रमों में कपायादि की 
दोघन-रोपणोमयकारिता 
सादि का निर्देश 
चण के अवस्यामेद्‌ से करने 
योग्य उपचार 
अपतर्पण का निरूपण 
आलेप के विषय और फळ 
परिपेक के फल और प्रयोग 
अभ्यङ्ग के फळ भौर काळ 
स्वेदन, विम्छापन, उपनाह घौर 
पाचन क विषय तथा प्रयोग 
खावण, स्नेहपान, वमन, विरे चन 
छेदन, भेदन, दारण, लेखन 
के विषय 
Walaa में अलसो, ax आदि 
के द्वारा निलेखन 
एषण तथा आहरण के विषय 
व्यधन Ban, daa, dara, 
ˆ पीडन, शोणितास्थापन, 
निर्वापण, उस्कारिका, शोधन 
कषाय, झोधनवर्ति, 
के विषय और प्रयोग 
शोधन af, तेल, रसक्रिया एवं 
अवचूर्गन के विषय और 
प्रयोग 
रोपण कपाय, रोपण वत्ति, रोपण 
कर्क, रोपण सपि के प्रयोग 


39 


चिकित्सास्थान-विषयसूची 


विपय पृष्ठांक | विषय 


a धृष्टा 
रोपण तळ, रोपण रतक्रिया के दसरा 0 
विषय और प्रयोग ८ . & : 
रोपण चूर्ण के विषय न का वर्णन १३ 
शोधन और रोपण की सर्व Ai an की आक्ृतिमात्र में हेतुविशेष » 
में उपयोगिता » | आगन्तुक नण की आकृति 93 
शोधन रोपण विधि का मन्प्रवत्‌ नणाकृति ज्ञान का फळ » 
प्रयोग निर्देश » | भागन्तुक चर्णो के ६ भेद n 
अनिर्दिष्ट योग विषयक मीमांसा » oe ल के लच॒ण त्व 
वातादि दुर बर्गो में मणविशेष % 
का निर्देश » | विद, चतत, पित्चित तथा घृष्ट के 
ल्क्ष्ण ” 


धूपन, उत्सादन, अवप्तादन, 
agen, दारुणकमेके विषय » 

चारक्मं, अझिकर्म, छृप्णीकरण, 
पाण्डुकर्म के विपय और 
योग 


दिन्न, भिन्न, विद्व तथा इत की 
चिकित्सा ` 9 

fafaa, घृष्ट तथा मूर्धा आदि 
अद्वास्थित छिन्न की चिकित्सा १५ 


बरणों का सवर्णकरण प्रयोग » | कर्णच्छेदादि की विशेष चिकित्सा » 
प्रतिसारण, लोमसंजननोपाय » | तियंक छिन्न हस्त-पाद की चिकित्सा » 
लोमापहरणोपाय़ » | एए तथा उरःस्थळ के बर्णों की 
वर्तिकमं, उत्तरवस्ति, वन्ध, चिकित्सा शा 

पत्रदान, san के विपय संपूर्ण रूप से छिन्न इस्त पाद की 

तथा प्रयोग ११ अन्य चिकित्सा n 
den के विपय तथा प्रयोग n | जग Vane चन्दनादि तेछ शा 
विपजुष्ट के विज्ञान तथा चिकित्सा १२ | भिन्न नेत्र की चिकित्सा १६ 
शिरोविरेचन, नस्य, कवलळधारण, उद्रमेद की चिकित्सा ” 

धूमपान, agate तथा यन्त्र कोएगत शालय के असाध्य sy >» 

के विषय » | कोएगत साध्यत्रण की चिकित्सा. » 
am के लिये देय भाहार » | भिन्न कोष्ठ के साध्य लक्षण ” 
छतातुर की उपसर्गा से रक्षा » | भन्त्रमेद की चिकित्सा ” 
चरण के सत्तेप से मूलाधिष्ठान, सुप्क ( अण्डकोश ) भेद की 

लक्षण तथा चिकित्सा 2 चिकित्सा is 
शोधनरोपणादि में अदपौषधि शिर में fe an की चिकित्सा » 

होने पर तत्सम अन्यौषधों सामान्य रूप से शरीर के किसी 

के डालने का निर्देश ” भी भाग में विद्ध की चिकित्सा » 
संपूर्ण योगोक्त gets अळाम विपय विशेष से विद्ध की चिकित्सा १८ 

में यथालाम geal के डालने समद्रादि रोपण तल 

का निर्देश ५ | तालीज्ञादि रोपण तैल ” 


इत और fafua की चिकित्सा ? 
घृष्ट तथा विशिष्ट देहादि की 
चिकित्सा 1] 


एक ही व्याधि में यौगिक का 
प्रक्षे, अयोगिक steals 
ब्रण-न्रणी के उपद्रवनिर्देश्च १३ 


२ 


विपय 
शरीरादि के भनुसार बण मे तेळ- 
घृत का प्रयोग 
५/सद्योत्रण में पित्तविद्रध्युक्त | 


“सधःचत बण में एत तेळ का परिपेक” 


अदृष्ट न्रण-रोपण तेळ 
Yadan चिकित्सा का काळ 
“दु घण के उपाय 

A 
-“सभी दुष्ट ail में तेळ घृत, कर्क 
का प्रयोग 
वातादि भेद से करक 
सथोब्ण के ६ प्रकार 


तीसरा अध्याय 


भझचिकिस्सित अध्याय का उपक्रम 
Vergara भ्न के विषय 
“मों के लिये सेव्यासेव्य विषय 
wut के लिये der विषय 
'*भझवन्धन के द्रष्य 
~ भञ्चलेपन द्रव्य 
ऋतुविशेपानुसार भग्न बन्धन के 
काळ की भवधि 
“an में चन्ध का निर्देश 
पीडायुक्त भम में परिपेक विधि 
मझ में शीतोष्ण द्वव्य का निर्देश 
4a में आम्यन्तर औषध 
सवण अझ की चिकित्सा 
काळदोपाश्रय भभ की साध्यता 
अवस्थाभेद्‌ से aa सन्धि की 
स्थिरता में काल की अवधि 
भप्नविशेष से चिकित्सा विशेष 
भम्न में सक्षेप से सन्धि स्थापन 
उत्पिष्ट और fie में fafsear 
उत्पि नखसधि चिकित्सा 
भभ अंगुलि की चिकित्सा 
पादभझ को चिकित्सा 
भभ El तथा ऊरु की चिकित्सा 
करिभश चिकित्सा 
पशुकाभप्त चिकित्सा 
स्कन्धभभ चिकित्सा 
कूपर सन्धिमञ्च चिकित्सा 
जाइ, Tee, मणिवन्ध भप्त- 
चिकित्सा 
हस्ततळ wz चिकित्सा 
नत और उन्नत west 
याहु stat, wag, 
चिकित्सा 
J हनुसघिभझ की चिक्किस्या 
J दुन्तमध्न की चिकित्सा 


देचुमझ की 


Ig 


१८ 


की चिकित्सा » 


विषयसूची 
विषय UIE 
चातशोणित के द्वैविध्य निराकरण २७ 
वातशोणित की सम्प्राप्ति, निरक्ति 
तथा FAST के छत्तण 
वातशोणित के योग्य पुरुष 
चातशोणित रोग के लकण 
चातप्रचळ वातरक्त की चिकिस्सा 


विपय 

नासाभम चिकित्सा 

कर्णभझ चिकित्सा 

कपाळभञ्च चिकित्सा 

पतनादि द्वारा शोथयुक्त अङ्ग में 
शीतप्रदेहादि दिधि 

जद्दा और ऊरुभप्न में कपाट 


‘3 fifa. . “9 | पित्तप्रवळ वातरक्त की चिकित्सा २८ 
श्रोण्यादि vat में शयनविधि २३ | रक्तप्रवळ वातरक्त की चिकिसा २९ 
» | चिरविमुक्त सन्धिकी चिकित्सा. » झेप्मप्रथळ वातरक्त की चिकित्सा » 
१९ | चिरकाण्ड ae की चिकित्सा ” | ससगंज्ञ तथा सन्निपात वातरक्त. 
» | सञ्च में वहिनिंयंत भस्थि » ” चिकित्सा » 
शारीर के भद्वविशेपाचुसार aq: वातरक में सामान्य चिकित्सा » 
क्रिया की विशेषता ?” | वातरक्त में उक्त तया अनुक्त 
१९ | भमसन्धानक ae ” क्रियायोग का ang ३० 
» | सञ्च में पाक न होने के लिये वातरक्त में fafa आहार-विहार » 
» प्रयत्न का निर्देश २४ | अपतानक चिकिप्ता " 
» | सम्यग्रढ an का लक्षण ” | पक्षाघात » ३१ 
= र्म») ” 
| sterner | 
वातव्याधि चिकित्सा का उपक्रम २४ भर्दित » ” 
२० | लामादायगत वात में पड्धरण योग ,, ग्रधसी आदि में सिरावेध की विधि » 
» | पक्काशयगत वात चिकिसा # कर्णशूळ चिकित्सा ३२ 
» | चस्ति तथा भ्रोन्रादिगत » ” | तूणी प्रतूणी चिढ़ित्सा n 
» | Seats, रक्त, सिरा प्राप्त » "| आध्यान प्रत्याध्मान चिकित्सा. ७ 
» | जायु, सन्धि, अस्थि प्राप्त » ” | भरष्ठीछा प्रव्यष्ठीला चिकित्सा n 
» | भस्थिगत वातचिकिस्सा ” | वातरोग में हिट्ग्वादि Jot ‘i 
» | Bera चातचिकित्सा | SRE तथा आवृत वातचिकित्सा » 
bla एकाझगत वातचिकित्सा २५ aga वातचिक्िस्सा 7 
» | कुक पित्त रक्तससृष्ट. ,, » ऊरुश्तस्म का निदान शा 
» | पे वात रोगियों के डिये भोजन २५ | अपरम म भर्वन त 
„ | चात रोग में शारवण उपनाह स्वेद » ऊरुस्तम्म में बाह्मचिकित्सा ३३ 
„ | वात रोग में विना अग्नि के स्वेदविधि » उरुस्तम्म मे भोजन विधि 5 
as ae विक मन्यागत वात SRI में भी स्रेहावचारण की 
२१ शिरोगत्त ara Paice : बोध का निर्देश : 
” | वात रोग में बस्ति प्रशसा » | भरोग में grag करप र 
"| उक्त तथा अनुक्त वात रोगों की Bor अध्यांय 
शं सामान्य चिकित्सा » | भर्दचिकिस्सा का उपक्रम ३३ 
” | चात रोग में तिएवक aff » | अशे के ४ प्रकार के साधनों का 
र चात रोग में as ” 2 उपदेश » 
” | चात रोग में शतपाक तथा भश सें चारपातन विधि n 
wears तेळ २६ | रारद्वारा सम्यग्दग्ध-*भतिद्ग्ध- 
” | बात रोग में पत्रळवण, काण्ड लवण, दीनदग्घ के छत्तण ३४ 
” कल्याण लवण » | स्थानादिविशेष से अर्श के दाह 
वातरोग में santa gee २७ में विकल्प वव 
se ks Weare में विशेष विधि 
२२ पॉचबॉ अध्याय पारकर के पश्चात कर्म हि 
ह sae चिकित्सा का शारकम में ब्यतिक्रम से महान 


२७ भनर्थ का निदेश 


विषय पाडू 
अर्शोयन्त्र का कथन ३५ 
अर्व पर आलेपन विधि ३६ 
अदृश्य अ में यापन योग ” 
Ua में दुन्त्यरिष्ट अभयारिष्ट ३७ 


Maa दोपमेदाचुसार विकिस्साविशेष » 
wat में भज्ञातक विधान ” 
अरा में दोषविशेष से अन्य प्रयोग ४ 
अश्च में asta विषय coo 


सातवाँ अध्याय 
अश्मरी चिकित्सा का उपक्रम ३४ 
अश्मरी में खेहादि कमं ” 
वाताश्मरी में पापाणभेदादिगिण » 
पित्ताश्मरी में कुशादिगण » 
कफाश्मरी में चरुणादिगण ३९ 
वाकरास्मरी में पिचुकादिगण ” 
»  झछ्होज्ञास्थ्यादि योग ” 
अश्मरी में न्रिक्ण्टकादि योग » 
9 छारयोध 99 
» तिलादि चारयोग ११ 
»  श्वॅदृंद्रादि कलक १ 
» चीरयोग ” 
» चीरतरादि गण » 
” छेदोपदेश ” 
शख हारा अश्मरी निकालने 
की विधि go 
हाखकम के पश्चाध्क् 29 
शखकर्म में रक्षणीय ८ ममं ४२ 


आठवॉ अध्याय 


भगन्दर चिकित्सा का उपक्रम ४२ 
भगन्दरों क साध्यासाध्य का विचार » 


भगनदरों में दाराचिकित्सा विधि » 
दातपोनक में दाराक्रिया ” 
शतपोनक में दाखक्रिया के पश्चात्कम ४३ 
उष्टरग्रीव भगन्दर की चिकित्सा ” 


परिख्रावी भगन्दर की चिकित्सा ४४ 
परिखावी भगन्दर में दाखक्रिया » 
शिशुओं के भगन्दर में विरेचन, ' 
अभि, दाख तथा चारकर्म का 
निषेध 1) 
भगन्द्र में आरग्वधाद्या वत्ति ” 
भागन्तुज भगन्दर चिकित्सा ” 
त्रिदोषज भगन्दर चिकित्सानिपेध » 
भगन्दर में शख्जनित ब्यथा दूर 
” करने का उपाय » 
चातःकफज भगन्दर में उपनाह स्वेद » 
भगन्दर में त्रिकडुकादि योग ” 
भगन्दर ्रणशोधन वर ३५ 


विषयसूची 


विषय 
भगन्दर में उत्सादन योग 


» रसाञ्जनादि रोपण कटक 


» कुष्ठादिशोधन कलक 
„» मागध्याथ रोपण तेळ 
» न्यप्रोधादि गण 
» न्निवृतादि तेळ 
» चित्रकादि तैल 
भगन्द्र-यन्त्र कथन 
भगन्दर में वज्य विषय 


नोबॉ अध्याय 


कुछचिकिस्सा का उपक्रम 
कुष्ठ निदान 
कुष्ठ में ase विषय 


» emer विहार का विभाग 


¬ सामान्य चिकित्सा 


» दोषविशेष से क्रिया विशेष 


» महातिक्तक घृत 
» तिक्तक घृत 
» कुछ सामान्य योग 
aq Horas योग 
» सेन्धवादि योग 
,» हेमहीर्यादि योग 
faa में भद्रोहुरवरी योग 
» पूतिकीटादि योग 
» कुष्ण सर्पा दि योग 
» छुक्कूट-पुरीप योग 
» झछार योग * 
» सैल योग 
» अवश्युजाद्या वत्ति 
» तुस्थादि लेप 
कुष्ठ में नीळ तेल 
» महानील तेल 
faa में गोमूत्रादि योग 
» पूतिकादिलेप 7 
कुष्ठ में समप्रदोषनिकाळने का 
उपदेश 
४ दोष शोधन का क्रम 
» कुछु प्रायोगिक योग 


दाहयुक्त कुष्ठी के लिये खान-प्रयोग 


क्रिमि पढ़े हुये कुष्ट-'चिकित्सा 
कुष्ठ में वज़क चछ, 

५ सहावञ्जक तेल 

» लाक्षादि as 

» खदिरादि यवागू 


e विरे 
» प्रदेह, seq तथा विरेचन 
में तैल-घत की उपयोगिता 


» डेंटनी के सूत्र का योग 
खदिर योग की प्रशंसा 


Tale 


३५ 


"३ 
विषय Tele 
कुछियों का पथ्यापथ्य ५२ 


न दशबॉ अध्याय 
महाकुष्ट चिकित्सा का उपक्रम ' ५२ 
कुष्ठ में waney 9) 
» जौ के चने हुए भोज्य पदार्थ ५३ 


» झरिष्ट विधान ton 
» आसवविधान १7 
» सुराविधान 9 
» अवलेह विधान - ” 
” चूर्णे क्रिया ” 
» लौहरसायन we 
» खदिर विधान » 
» गुडूची-विधान uy 
K /एग्यारहबॉ अध्याय 
प्रमेह चिकित्सितो पक्रम uy 
प्रमेह के दो प्रकार ” 
प्रमेह की सामान्य चिकित्सा 4a 
nae में वज्य पदार्थ और पथ्य» 
प्रमेह में शोधनविधि ” 
सर्वप्रमेह में ५ योग " 
२० प्रमेहो में २० योग » 


प्रमेहों में अरिष्ट, अयर हिति, लेह, 
भासच, यवागू एवं कपाय 


योग ण्‌छ 
विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ste; 
में विशेष चिकित्सा . » 


साधनरहित व्यक्तियों के लिये 
प्रमेह में विशेष चिकित्सा ue 


बारहवाँ अध्याय 
साध्य प्रमेहपिडकाओं के wer >» 
प्रमेहपिडकाभों में अवस्थाचुसार 


क्रियाविशेष का निर्देश श्र 
प्रमेह में धान्वन्तर Ja 4g 
प्रमेहरोग में तीवणशोधनका उपदेश ” 
शरीर के निम्न भाग में ही पिडका 

होने में कारण ” 
अपक्क तथा पक्क. पिडकार्भा की 

विशेष चिकित्सा ” 
प्रमेह में eels लेह » 

» नवायस लौह ६० 

» छोहारिष्ट शाळसारादि गण » 
nae निवृत्ति के war ” 

तेरहवॉ अध्याय 

मधुमेह चिङिर्सा का उपकस ६० 
शिलाजीत की उत्पत्ति ” 


8 


विषय Bug 

शिलाज्ञीत के भेद तथा धातुविशेष 
के भनुसार रस वायं में 
विशेषता 


शिलाजतु की उत्तरोत्तर श्रेष्टता 
प्रधान शिळाजीत के लक्षण » 
शिलाजीत के प्रयोग का विधान »” 
मधुमेह से स्वर्णमाक्तिक का विधान 
मधुमेह में gaa ae का विधान ४ 
तुवरक au की सेवन विधि ” 
चुचरक de को अभिमन्त्रि करने 

का मन्त्र » 


तुवरक ae का गुण ” 


चौदहवाँ अध्याय 

उदर चिकित्सोपक्रम 
उदर रोगों की साध्यासाध्यता » 
उद्र रोग में पथ्यापथ्य » 
वातोदर चिकित्सा » 
पित्तोदर चिकित्सा 
शेप्मोदर चिकित्सा ” 
दृष्योदर चिकित्सा » 
उद्ररोगमें दोपानुछोमन की प्रशंसा ४ 
उद्र रोगों में कतिपय सामान्ययोग » 
उदर रोग में भूत्रवत्ति 
उदर रोग में आनाइवत्तिक्रिषा » 
घ्रोहोदर चिकित्सा 
उद्र रोग में पट्पछ घृत n 
यक्ृहास्यु दर में शिरावेध » 
प्लीहोदर में शिरादाह » 
घद्गुदोदर भौर परिसराची उद्ररोग 

की चिक्रिसा ss 
जलोदर चिकिर्सा 
उद्र रोगों में दूध भौर जंगळ जीवों 

के मौसरस का प्रयोग 9 


द exe अध्याय ५ 


मूढगर्भचिकिःसा का उपक्रम 
“मूडगर्भ के प्रकार » 
“मूवगभ में मन्त्र प्रयोग शर 
मूठगर्स में गर्भ निकालने की क्रिया 
“मूदगर्भ को निकालने के लिए शख" 
प्रयोग ” 
WITH के पश्चारकर्त 
सूतिका रोग में यळासल 
घनपाक eae n 
whe के विधानानुसार गुडूची 
आदि Sz बनाने का सी निर्देश » 


विषयसूची 


विषय पृष्ठाङ्क | विषय एषा 
MAA अध्याय re रोग में पथ्य ८१ 
नाम विद्धधियों में जगशोथ की दूज गलगण्ड आ ” 
भाँति चिकित्सानिर्देश ७० उन्नीसवां अध्याय 
वातविद्रधि चिकित्सा ७१ | वृद्धि में वज्य विषय ८३ 
पत्तिकविद्रधि चिकित्सा ” | वातज बृद्वि'चिकिस्सा » 
करादि घृत » | पित्त बुद्धि-चिकित्सा ” 
छेष्मिकविद्रधिचिकिस्सा ७२ | कफज वृद्धि चिकित्सा ” 
van भागन्तुज-विद्धघिचिकित्सा » | मेदज वृद्धि चिकित्सा ” 
४ | भन्त्रवृद्धिचिकित्सा ’ 
मजागतविद्रविचिकित्सा त | 
उपदंश में सामान्य चिकित्सा ८४ 
सत्रहवॉ अध्याय वातज उपदंश चिकित्सा ” 
fray नाडी स्तनरोग की चिकित्सा पित्तज saga चिकित्सा मर 
शावा ७३ | उपदंश की अवस्थाभेद से चिकित्सा » 
विसर्प की साध्यासाध्यता एवं sage में चूण विधान = 
। सामान्य चिकित्सा » | नम्ब्वादि योग र 
वातज fred चिकित्सा : falas उपदृश की चिकित्सा ” 
पित्तज fred चिकित्सा „ | चातजश्हीपद चिकित्सा ” 
पित्तजविसर्प में गौर्या दि घृत » | पित्तजश्हीपद चिकित्सा ये 
कफजविसप चिकित्सा ७४ | *फजछीपद चिकित्सा ” 
विसो के लिए वरुणादि गणकी ' श्लीपद में पानीयच्चार ८६ 
विशेषता » बीसवों अध्याय 
fdas नाढीमण की असाध्यता » अजगल्ञिक्रा चिकित्सा ८६ 
वातज arise चिकित्सा » | चिप्पचिकित्सा ve 
पित्तज नाडीब्रण चिकिसा » | कुनखचिकित्सा 
कोष्ठगत नाडीबण चिकित्सा » ह 6 
विदारिकाचिकित्सा ११ 
कफज नाडीब्रण चिफिप्ता oy शकरा 4 BEE faafa 
भागन्तुजञ नाढीब्रण चिकित्सा » बेळे ता 
डी 2 95 
बा दा निषेध » | पाददारी चिकित्सा » 
द 
नाढियों 4 वर्तिं विधान हि aoe eal : 
स्तन्यदोप चिकित्सा ण इन्द्रठूछ चिकित्सा ” 
शर ६ | झरूसिका चिकित्सा ८८ 
अठारहवों अध्याय दारुणक चिकित्सा ” 
नामम्रन्थिचिक्तिप्सा ७७ मसूरि का fafsear ” 
आमग्रन्थि में जेहपानविधि , » | जेतुमणिन्मज्ञक तिळकाळक चिकित्सा » 
वातजम्र न्थिचिकित्सा » | न्यच्छु वपड'नीलिका चिकित्सा ” 
पित्तजप्रस्थिचिकिरसा » | यौवनपिढका चिकित्सा » 
कफज्मन्धि चिकित्सा 5८ पश्मिनीकण्टक चिकित्सा 9 
मेदोजम्रन्थिचिकित्सा » | "रिवर्सिका तथा अवपाटिका- 
अपची चिकित्सा 23 चिकित्सा » 
अपची में अभिकम का विधान ७९ निरुद्रप्रकश चिकित्सा ८९ 
चातन अचुंद चिकित्सा 3 सनिरुद्वुद्‌ चिकित्सा ज्ञ 
पित्तज अनुद fafa ? eo वाइमीक-चिकिरस्ा n 
कफन ogg चिकिरसा » | भहिपूतना चिकित्सा कर 
Haste विकिरना » ॥युदभ्रश्न चिकित्सा न 
Wes Teds चिफिर्सा ८१ इक्कीसवाँ 
सर्वा अध्य 
कफज गलगण्ड चिकिरसा ” सरपपी चि्गि्सा Mi 


विषप 

अष्टी लिका चिकित्सा 
अधित चिकित्सा 
ऊुम्मिका-चिकित्सा 
अळजी-चिकित्सा 
सदित चिकित्सा 
समृठपिढिका-चिकित्सा 
अवमन्थचिकित्सा 
पुष्करिका चिकित्सा 
स्पशद्वानि चिकित्सा 
उत्तमा पिडिका“चिकित्सा 
दातपोनऋ चिकित्सा 


त्वकपाक तथा रक्कज्ञाबुंद चिकित्सा 


बाइसवाँ अध्याय 
aly रोग चिकित्सा 
ओषप्रकोप चिकिसा 
शीताद चिकित्सा 
दन्तपुव्पुरक चिकित्सा 
grade चिकित्सा 
शौपिर चिकित्सा 
उपकुश चिकित्सा 
दन्तवेदर्भ चिकित्सा 
अधिदन्तक चिक्त्सा 
अधिमांस चिक्िरसा 
दुन्तनाडी चिकित्सा 
दन्तहपं चिकित्सा 


दन्तशकरा कपालिका की चिकित्सा 


कृमिदुन्तक चिकित्सा 
हजुमोक्ष चिकित्सा 
जिह्वाकण्टक चिकित्सा 
उपजिह्वा चिकित्सा 
गल्शुण्डिका चिकित्सा 
तुण्डिकेरी-अध्रुष-कूमं संघात 
तालुपुप्पुट की चिकित्सा 
ताळुपाक चिकित्सा 
कण्टरोहिणी चिकित्सा 
कण्डदालक चिकित्सा 
अधिजिह्विका चिकित्सा 
एकक्‍्वून्दूनगिळायु-गळविद्रघि की 
चिकित्सा 
मुखपाक चिकित्सा 
सुखरोग में कवळ विधि 
असाध्य सुखरोग 
` तैइसत्राँ अध्याय 
दोफचिकिस्सा का उपक्रम 
शोथ के भेद 
शोथ का निदान तथा संग्राप्त 
वातजादि भेद से शोध के लक्षण 


विर्षय॒सूची 

विषय 
दोषों के स्यानसंश्रय विशेष से 

शोथ में विशेषता ९६ 
शोथों के साध्यासाध्य विचार " 
शोथ के उपद्रव 9 
शोथ रोगियों के लिये वज्य विषय ' ९७ 
दोपानुसार शोथ की चिकित्सा ” 
शोथ में सामान्य चिकित्सा 5 
शोथ में अपथ्य 9 


एष्टा 


चोचीसवाँ अध्याय 

अनागवावाधप्रतिपेध अध्याय का 

उपक्रम ९८ 
दन्तधावन विधि 5: 
जिह्वानिछेलन के लक्षण तथा गुण » 
garded की विधि और गुण >» 
नेत्राक्षन की विधि तथा गुण 2 
ताग्वूळ भक्षण की विधि और गुण ९९ 
शिरो$भ्यड्ठ के गुण 9 
शिरोऽभ्यद्ग के लिए तेळ ही 
केशप्रसाधनी ( कंघी ) और कर्ण में 

तेल डालने के गुण nN 


अभ्यङ्ग के गुण 39 
सर्वाद्ग परिपेक के गुण » 
स्नेहावयाइन के गुण 29 
अभ्यङ्गादि में प्रकृति विशेष से तेळ 
घृत के योग » 
अभ्यङ्ग के अयोग्य व्यक्ति 
व्यायाम के विधि भर गुण अति" 
व्यायाम के दोष, व्यायोम के 
अनधिकारी 
उद्दतन के गुण ” 
उद्धपंण तथा उरसादनकेगुण _ » 
स्नान के गुण 
स्नान के अनघिकारी ” 
अनुलेपन के गुण ११ 
पुष्प, वख, रत्न धारण के गुण...» 
सुखालेपन केगुण ' ” 
नेत्राक्षन के गुण ” 
देवता-अतिथि-विप्रपूजन केगुण >» 
आहार के गुण Do” 
पादप्रक्षाळन के गुण 9 
पादाभ्यङ्गकेयुण ' 9 
पादत्राण धारण के गुण 
केश नखच्छेदन के गुण 9 
कचचधारण के गुण श्र 
विश्राम करने के गुण ” 
टहलने 99 
सुखकर शयया तथा आसन के गुण » 


विषय 
चंवर छुलाने के गुण 
पेर दवाने के गुण ” 
तेज वायु सेवन के गुण दोप तथा 
निर्वात स्थान के गुण श्र 
घूप तथा छाया के गुण 
अझ्िसेवन के गुण , क्र 
निद्रा के गुण 33 
mang से पेय रसा का निर्देश 
त्रिदोष के शमन में ब्यायाम का 
महत्त्व 
अधिक मैथुन के दोप OM 
सदूदृत्त का उपसंहार 


पश्चीसबॉ अध्याय 

मिश्रक चिकित्सा का उपक्रम 
कर्णपाली रोगों की संख्या तथा 

नाम ११ 
परिपोट के लक्षण as 
उत्पात के लक्षण 
उन्मन्य के लक्षण », 
दुःखवर्धन के लक्षण » 
परिलेही के oy » 
कर्णपाली रोगों की सामान्य 

चिकित्सा ” 
परिपोरक की चिक्रिसा 9 
उत्पात पालीरोग चिकित्सा 9 
उन्मन्थ पालीरोग चिकित्सा 7 
परिलेद्दी की चिङित्सा ” 
कर्णपाली, को पुष्ट भोर ae वनाने 

की चिकित्सा ” 
कणपाळीचधन तेल , 
पलित रोग में नीली वेळ १) 
केश को काळा करने के लिए, 

संरीयकादि तळ 9१ 
सुख पर मदन करने के लिए एत १०९ 
राजाओं के योग्य अङ्गराग 9 


छब्बीसवों अध्याय 
क्षीणवळ चार्ली के लिए वाजीकरण 
चिकित्सा का उपक्रम 
वाजीकरण के योग्य मनुष्य » 
वाजीकरण की निरुक्ति 
मानतिक staat के लकण » 
अत्यधिक मैथुन के लिए वाजीकरण » 
वाजीकरण ळप्सी 2 
” शप्कुली ” 
» स्ताण्ड योग १9 
» पूपलिका छः 
» विदारीकन्द्‌ योग ” 


द 


विपय 

वाजीकरण आमळक योग 
» अण्ड योग 
» महिपादिशुकू योग si 
» अश्वत्थ योग » 
5 विदारीमूछ योग » 
» भाप योग ” 
» योधूमादि योग 9 
” पादाश्यद्व योग ” 
» स्वयंगुत्तादि योग 99 
» कतिपय योग ” 
» शीर योग 5 
» योगों के फळ » 


सत्ताइसचॉ अध्याय 


सर्वोपघात-शमनीय रसायन का 
उपक्रम 
रसायन के योग्य अवस्था तथा 


मनुष्य 
रसायन विढङ्ग तप्डुळ योग " 
गम्भारी का योग 
खरेटी रसायन योग 9 
augers रसायन योग » 
विजयसार शादि रसायन योग 
सन के फळ का रसायन योग » 


अट्टाइबसा अध्याय 


खेत चाकुची के घीजों का रसायन 
योग 
मण्डूकपर्णी स्वरस रसायन योग 
धाक्षीस्वरस रसायन योग n 
ध्राह्मी धृत रसायन » 
वचा रसायन योग » 
रसायन शत्तपाक वचा घृत 
भायुचंद्धंक रसायन » 
विसक्वाथ रसायन योय » 
दारिदधनाशक रसायन योग 9 
मेधावर्धक वचादि योग श्र 
अरिए्शामक मध्वादियोग ” 
सौभाग्यकारक गोचन्दनादि योग » 
सौभाग्यकारक पशादि योग 
बुद्धि मेधावर्धक गण है 
झायुवर्धक गण » 


११४ 


उन्तीसवॉ अध्याय 
स्वभावय्याधिप्रतिनिपेधनीय रसा- 


यन का उपक्रम ११७ 
२४ प्रडार के सोम ss 
सोम सेवन फी विधि $$ 
सोम सेवन का फळ ११९ 


विषयसूची 


विषय "12102 
सोमों के सामान्य लकण १२० 
विविध सोमा के विशिष्ट लकण » 


सोमा की उत्पत्ति के स्थानी का 

निर्देश 33 

तीसवाँ अध्याय 

निमृत्तवंतापीय रसायनाध्याय का 

उपक्रम ५२० 
रसायन-सेवन के अयोग्य पुरुप + 
सोमसरृश अन्य रसायन ओोपचियाँ1२१ 
रासायनिक थोपधियों के सेवन 

का फळ 
रासायनिक विविध भोपधियी के 

BIT » 
रासायनिक ओपधिकों के उखाइने 

का मन्त्र ५२२ 
gates ओपधियों के उत्पत्ति प्रदेश » 


इकतीसबाँ अध्याय 


स्नेहोपयौगिक चिकित्सा का उपक्रम ३ २३ 
स्नेह फ़ी Tater १9 
स्नेह के भेद एवं उनमें Wea तथा 
तिळ-तेळ की प्रधानता 39 
विविध स्यावर रनेहों के गुण » 
फाथ तथा स्नेह के पाक कम में 
पकदेशीय मत 
पळ कुढवादिमान परिभाषा » 
स्नेहपाक कदप 
ब्रिचिध स्नेहपाक के लक्षण 
स्नेहसिद्धि के रक्षण 
स्नेहपान विधि 
घृतपान के योग्य ager 
तेलपान के योग्य मनुष्य 
वसापान के योग्य मनुष्य 
मजापान के योग्य मनुष्य ” 
दोष विशेष के अनुसार gang » 
दोपों के dad विशेष में ६३ 
रस योग 
अच्छु स्नेहपान का निर्देश श्र 
स्नेहपान में काळ विचार » 
स्नेहपान में उपद्रव स्वरूप तृष्णा 
की चिकित्सा 
स्नेह की मात्रा का निर्देश 5 
स्नेहपान के काळ की अवघि ” 
aU: ga योग » 
स्नेपान के अयोग्य मनुष्य 
सम्यक्‌ fang के छण » 
अतिखिगध के ळण 


विरेचन के arg पथ्य-विधान ” 


विषय 

रुण तथा भतिजिग्ध के लिये 
प्रतीकार १२७ 

Sena फे फळ ” 


वत्तीसवाँ अध्याय 


स्वेद'्रयोग चिकिरसा का उपक्रम १२८ 
स्वेद के भेद n 
तापस्येद्‌ विधि % 
ऊप्मस्वेद तथा नाडीस्यैद्‌ की विधि # 
भूस्वेद तथा धश्मस्वेद की विधि. # 
कुटी-स्वेदन विधि " 
प्रस्तरस्वेद विधि ” 
उपनाह स्वेद विधि १२९ 
भचगाइन तथा परिपेचन की विधि ” 
दोपविशेष में स्वेदविशेष का 
उपयोग » 
निरम्िस्वेद » 
चतुर्विध स्वेदो के दो भेद ” 
स्वेद के पूर्व ee की लावश्‍्यकता » 
स्वेद के गूण ” 
सम्यक्‌ स्विन्न के छत्तण 
अतिस्विन्न के ट्ण » 
स्वेद के अयोग्य रोगी ” 
स्वेदसाध्य व्याधियों में निपिद् 
स्थान में स्वेदन का विधान » 
स्वेदन के पश्चात्‌ कर्तध्य 9 


A ww 
ततीसवाँ अध्याय 


दोषों के भवरथाविशेष से चिकित्सा 
विशेष का निर्देश ” 

वमन-विरेचन का विधान 9१ 

चमन के अयोग तथा अतियोग के 
लक्षण 

चमन के सम्यग्योग के लकण » 

सम्यस्वमन हो जाने के याद कतव्य » 

वमन कराने का फळ 

चमन के अयोग्य रोगी 

चमन के अयोग्य रोगों में वमन का 
विशेष निर्देश 

चमन के योग्य रोगी » 

विरेचन भौपध पीये हुए के लिये 
अपथ्य १३३ 

वसन और विरेचन में दोषों के 
निकळने का कम » 

विरेचन के अयोग्य तथा अत्ियोग 
के लक्षण 

Waray के छष्षण 


23 


१३२ 


” 


39 


39 


विपय 


पृष्ठाडू 
विरेचन के फल १३३ 
विरेचन के अयोग्य रोगी १3 
विरेचन के योग्य रोगी १३४ 


वमन भौर विरेचन के दोष निर्हरण 

में विशेषता 9 
विरेचन का सम्यक्‌ प्रवत्तन न होने 

में कारण ” 


विरेचनीय भोपध की sear 
दुबळ के दोप हरण में विशेष विधि » 
स्थान से चलित दोषों को अवश्य 
निकालने का निदेश ” 
क्र कोष्ठ के संशोधन की विधि. » 
शोधन का स्नेह स्वेदपूर्वक प्रयोग » 
अतित्िग्ध के लिये स्नेह विरेचन 
का निपेध ” 


विरेचन के भयोग्य व्यक्ति 9 
स्नेहसास्म्य वालों के लिए संशोधन 
विधि 99 
अविज्ञात कोष्ठ वालों के लिये 
सशोधन में विशेषता 
राजा का योग्य विरेचन n 
खश का संशोधन करने में दोष » 
संशोधन के द्वारा gatas दोषों 
के निकालने का निर्देश 9 


चौंतीसवाँ अध्याय 


वमन विरेचन दोषज व्याधि चिकि- 
स्सा का उपक्रम १३५ 
चमन के अधोगमन त्र्यापदू का 
निर्देश ” 
चरेचन के ऊध्वंगमन व्यापद्‌ का 
निर्देश १३६ 
सावशेप औषध व्यापद का वर्णन » 
जीणोपध satay का वर्णन ” 
RABIN हरण व्यापदू का वर्णन » 
TADS व्यापद्‌ का वर्णन 9 
चमन विरेचन के अयोग व्यापद्‌ का 


वणन १३७ 
अतियोग व्यापदू का वर्णन _ » 
वमन के अतियोग का वर्णन ” 
विरेचन के भतियोग का वर्णन १६८ 


जीवशोणित और रक्त पित्त परीक्षा ? 
आध्मान व्यापद्‌ का चर्णन ” 
परिकसिकाव्यापदू etait , » 
प्रवाहिका व्यापदू का वर्णन १३९ 
भोपध के प्रवृत्त घेग को रोकने से 
उत्पन्न वस्था का वर्णन छ 
विवन्धव्यापदू का वर्णन » 


4 सु० चि० 


बिषयसूची 


विषय ठा 


कतिपय वमन विरेचन व्यापदो के 
अन्तर का निदेश 

पूर्वोक्त व्यापदों का हेतु ” 

पेंतीसवाँ अध्याय 

नेत्रबस्ति के प्रमाण, विभाग तथा 
चिकित्सा का उपक्रम 

afta की प्रशंसा | 

बस्ति-साध्य रोग ” 

afta नेत्र का प्रमाण » 

वाळक और बृद्धों की बस्ति में 
विशेषता 

वस्तिनेत्र के निर्माण द्वव्यों भौर 
आकृतियों का निदेश ” 

afta के निर्माण द्रव्य » 

afta निर्माण की प्रक्रिया 9 

afta के भेद 9 

विशुद्ध देह में ही स्नेहषत्ति विधान 
का निर्देश 

बस्ति कर्म के भयोग्य मनुष्य ” 

रोग विशेष में केवल स्थापन का 
निदेश १9 

वस्ति द्वारा सर्वांगगत दोषों के 
हरण का निर्देश 9 

बस्ति की व्यापत्तियों का निदृश १४३ 


छत्तीसवॉ अध्याय 


नेन्नवस्ति व्यापत्चिकित्सा का उपक्रम १४३ 
नेन्नप्रणिधान व्यापद्‌ का वर्णन 
एवं saat चिकित्सा ” 
नेश्नदोष व्यापदू का वर्णन और 
उसकी चिकित्सा ” 
वस्तिदोष व्यापदू का वर्णन और 
उसकी चिकित्सा 
वस्तिपीडन दोष व्यापदू का वर्णन 
और seat चिकित्सा » 
afta द्रव्यदोष व्यापदू का वर्णन 
और उसकी चिकित्सा ” 
शय्यादि दोष व्यापदू का वर्णन 
भौर उसकी चिकित्सा 
अयोग आदि व्यापदों का वर्णन 
भर उनकी चिकित्सा ” 
निरुहण तथा अनुवासन के काळ 
की अवधि 


सेंतीसवॉ अध्याय 


१४४ 


ABS 


१४६ 


'अनुवासन और उत्तरषस्ति 


चिकित्सा का उपक्रम ! १४६ 


विरेचन के उपरान्त अनुवासन 
की विधि | ” 


७ 
विपय पृष्ठाङ्क 
अनुवासन बस्ति का पूर्व कम॑ १४६ 


अनुवासन के लिए तेला का वर्णन » 
चित्रकादि तैल अनुवासनार्थः १४७ 
भूतकादि तैल 5 
सधुकादितैळ 
मणालादितेल 9 
त्रिफलादि तेल 9१ 
पाठा az ११ 
विडड्रादि ae १३ 
वायु के अतिप्रकोप में अशुद्ध पुरुष 

के भनुसान की विधि ” 
वायु के भतिप्रकोप में अखिग्ध 

घरुप के अनुवासन की विधि » 
दोपभेद से अनुवासन ae ” 
रात्रि में बस्तिदान का निपेध 
दिन में afta प्रदान के गुण » 
अवस्था विशेष में रात्रि में भी 

क्नुवासन की विधि 
ऋतु विशेष के अनुसार बस्ति के 

काळ में विशेपतायें n 
वाताधिक्य में सर्वदा अनुवासन 

बस्ति की विधि 9१ 
विना भोजन किये हुए को स्नेह 

बस्ति का fata ” 
भोजनोत्तर भविलम्ब भनुवासन 

देने का निर्देश ” 
भनुवासन वस्ति देने की विधि » 
भनुवालन औषधि के एकवार में 

ही लोट आने में दोष 
स्नेहहीन तथा स्नेहाधिक अनुवासन 

के दोष ११ 
सम्यग्‌ अनुवासित के लक्षण श्र 
स्नेहवस्ति के प्रथमादि दान से काय 

निरूपण 1] 

अनुवासन का फळ n 
अनुवासन भथवा निरूह में से 

किसी एक वस्ति के भधिक 

सेवन में दोष 
स्नेहवस्ति का अवस्थाविशेष से 

विधान का निर्देश » 
अभ्यास से बस्ति आपद्‌ विहीन 

होने का निर्देश ” 
दोपामिभूत स्नेहवस्ति के व्यापद्‌ » 
पूर्वोक्त व्यापदो की चिकिश्सा ” 
अधिक भोजन करने पर स्नेहवस्ति 

देने से उत्पन्न व्यापद और 

उनकी चिकित्सा 3 
age देइचाले को अनुवासन देने 

सें ब्यापदू और उनकी चिकित्सा » 


१५० 


८ 


विषय TEE 
स्नेह का अनुसरण उदर में होने पर 
व्यापद्‌ नथा उनकी चिकित्सा १७१ 
स्वेदन तया शोधन से रहित अवस्था 
में अदप ब्नेह देने पर व्यापद्‌ 
और उनकी चिकित्सा 
अदप भोजन किए हुए को मन्द्‌ 
गुण से व्यापद और उनकी 
चिकिसा ” 
स्नेह afta के न निकलने पर व्या 
quate की अवधि का निर्देश » 
उपट्रव न करने वाले श्नेहवस्ति के 
न निकलने पर उपेक्षा का निर्देश » 
एक स्नेहवस्ति के विना निकले 
दूमरी afta न देने का निर्देश » 
उत्तरवस्ति विधि का निदेश क्र 
उत्तरवस्ति के #व्य की मात्रा ११ 
स्रिया के उत्तरवस्तिके नेत्र का 
प्रमाण » 
खिया के लिए नेत्र प्रणिधान की 
तिचि 99 
स्त्रियों की उत्तरवस्ति में स्नेह 
का मान 9 
उत्तरवस्ति के योग्य वस्नि का 
निरूपण 99 
पुरुषों की उत्तरवस्ति के प्रणिघान 
ची विधि १०३ 
frat की उत्तरचस्ति प्रणिधान विधि » 
खिया के निरूहवर्ति के लिये छाथ 
का प्रमाण १ 
उत्तरवस्ति में wig के न निकलने 
पर उसके निकाळने का उपाय » 
बस्तिदाह में चिकित्सा ” 
उत्तरबम्ति का फल 
SHAM अध्याय 
निर्ह विधान का उपक्रम » 
frag के प्रणग्रन की विधि 3 
fase के सतियोग का निपेध ५७० 
दुनिरुद के eer 9 
afafes ड के BIT 33 
सुनिरूढ के लक्षण » 
स्नेदचम्ति के शुग 
देर तङ निम्ह क रहने से दोष 39 
अन्न खाये हुए को आस्थापन का 
निपेध वी 
र्ण अन्न वाले के लिये आस्थापन 
देने से शुर 
aren विश्येप में अन्न खाये हुए 
को मी निङ्ह देने का fazer वृष 


१५२ 


33 


विषयसूची 


विषय पृष्ठाडु 
आस्यापन में उपयोगी दव्य १५६ 
निरूह में दोषाचुसार छाथ की मात्रा ? 
afta दव्य के योजन का क्रम 5 
द्वादश प्रसून प्रमाण का साधन >» 
angie आस्थापन 
गुइ्च्यादि आस्यापन 3 
कुशादि आस्थापन ” 
लोभ्रादि आस्थापन 
भटादि आस्थापन ” 
दशमूलादि आस्थापन १7 
वृषादि आस्थापन ” 
राजादि आस्थापन 1 
चातरोग में जास्थापन कपना १५९ 
पित्तरोय में आस्थापन कल्पना >» 
कफरोग में आस्थापन STAT » 
शोगित रोग में आस्थापन कल्पना » 
झोघनास्थापन कल्पना ” 
लेखनास्थापन कदपना 3 
वुंहणास्थापन करपना ” 
चाजीकरास्थापन BETAT n 
पिच्छावस्ति कहपना ” 
संप्राह्यास्यापन करपना » 
पूर्वो कएपो से स्नेहवस्तियों के 
विधान का निर्देश ” 
वन्ध्याओं st वस्ति देने के लिए 
TANF बळा AS » 
सच्मेद से afta का मेद्‌ ” 
काछादि भेद से afta मेद्‌ ” 
ए्रण्ड-वीजादि उत्क्लेशन चस्ति » 
दोपहर बस्ति 
शमन afta 33 
Magalies वस्ति प्रशंसा की 
माधुनैलिक वस्ति करपना » 
युक्तरथ वस्ति seta री 
दोपहर वस्ति कल्पना ‘i 
सिद्धवस्ति करपना 3 
सुस्तादि आस्थापन afta ” 
अनुक्त शास्यापन की कल्पनाका सूत्र ,, 
आस्यापना किये हुए लोगो के लिए 
च्य, विषय 33 
माघुतेलिक वस्ति की श्रेष्ठता में हेतु १६१ 


उन्तालिसबॉ अध्याय 
आतुरोपद्दव की चिकित्सा का 
उपक्रम 
सशोधन डिये हुए के अञ्निमान्ध 
का प्रतिकार न 
संशोधन में हृतदोष का प्रमाण » 


३६१ 


विषय 
gage प्रमाण विशेष से अन्न 
संसर्जन क्रम मे विशेषता १६१ 
भवस्थाविशेष से तर्पणादि कम १६२ 
मानलिक विकारों का उपचार ” 
हृतदोष के प्रमाण में मतभेद श्र 
बलविशेष से अन्नसंसजनक्रम 
विशेषता ” 
समर्जनक्रम के द्वारा da भरिन 
में रसों के सेवन क्रम का निर्देश १६३ 
स्नेहपान तथा वमन किये हुए 
लोगो के लिये अन्न देने का क्रम » 
संशोधन के बाद ast परिहार के 
समय की अवघि छः 


afta में परिहार काळ की अवघि » 
शुद्ध के समानघर्मी अन्य रोगियों 

का निर्देश ” 
स्नेहपान किये हुए लोगो के परि, 

हरणीय का परिहार न करने 

के दोप 99 
पूर्वोक्त दोषों की चिकित्सा १६४ 
age के द्वारा सेवन योग्य 

अन्न पान Po 


चालिसवाँ अध्याय 
धूम-नस्य कवलप्रह चिकित्सा का 
उपक्रम १६४ 
धूसवत्ति के साधन द्वव्य 9 
धूमपान की विधि १६५ 
घूम विशेष से धूमपान सें विशेष 
विधि 


Tus 


धूमपान के अयोग्य 33 
अकाल में धूमपान करने से होने 
वाले घ्यापद्‌ ” 
धूमपान के समयों का निर्देश ” 
Wal के प्रत्येक कार्य 
घूमपान के गुण 
धूम के योगातियोग के लक्षण 
प्रायोगिक आदि wait के पीने की 
मर्यादा 
नणधूपन की विधि 
नस्य के लकण और उसके az 
स्तेहिक नस्य के प्रयोग का दर्णन 
शिरोविरेचन के योग्य रोगी 
wifes भौर वेरेचनिक नस्यो 
का काळ 


नस्यदान की विधि >» 
स्नेहिक नस्य का प्रमाण » 
waite नस्य के पश्चाच्‌ कतव्य कर्म » 


विषयसूची 


विपय garg ; विपय gus | विषय 
wifes नस्य के योग, अतियोग नस्य के व्यापदू १६९ | कफहर निरुटुकादिं कवळ 
तथा भयोग $ लक्षण १६८ | नस्य व्यापदो के दो प्रकार » | कवळ तथा गण्डूप में भेद 
नस्य में शिरोविरेक स्नेह का प्रमाण » | नस्यऽ्यापदो की चिकित्सा ” | गन्डूप धारण के काळ की अवघि 
वैरेचविक नस्य के योग, अयोग प्रतिमश नस्य का समय ” दोषविशेष से कचलविशेष का 
तथा भतियोग के लक्षण » | मतिमश नस्य के गुण 7 निर्देश 
र = प्रतिमश की मात्रा n | शुद्ध कवळ के लक्षण 
अवपीडनस्य के योग्य पुरुष ” | नस्य सामान्य के गुण » | दाहनाद्वान तिलादि कवळ 
प्रधमन नश्य प्रयोग के विषय >» | दोपविशेष से नस्य में स्नेहविशेष » | gad में प्रतिसारण विधि 
नस्य के भयोग्य पुरुष १६९ | चतुर्विध कवळ १७० | प्रतिसारण में पश्चात कत्तव्य कर्म 


Che 


विषय TUE 
पहला अध्याय 

अन्नपान THEI का उपक्रम १ 

विष से राजा की रक्षा 2 

राजा को विश्वास करने कानिपेच ३ 

पाकशाला में नियुक्त करने योग्य वेद्य » 

TEMS के SIT 2 


राजसेवा के योग्य परिचारक 
'पाकशाला में वैद्य की सावधानी 
पाकरग्माछा के परिचारकों को aa के 
अधीन रहने का निर्देश 
विष देने वाले का लक्षण 
तिय देने चाले की परीक्षा 
विष देने के साधन 
वियमित्रित अन्न के छक्षणादि 
विपमिश्रिच अन्न के बाष्प के कार्थ 
विपमिश्रित अन्न के हाथ में ळगने 
पर प्रभाव के लक्षण 
afag अन्न के भोजन करने में दोष 
झामाश्वयगत विप के SIN वया 
चिकित्सा 
पक्का शयगत विष के दण 
सविष ga द्रव्य के छच्षण 
सचिप तलाक, दाल तथा भवय फल 
के लक्षण 
सविष दांतुन भादि के ean तया 
चिकिन्सा 
सत्रिप जीमी; कलादि की चिकित्सा 
सबिय avaz भादि के लक्षण तथा 
चिकिच्सा- 
सविष उत्सादन, परिपेक, कपाय 
अनुलेपन, शय्या, A तथा 
कवच के लक्षण ate चिकित्सा 
सविप eat आदि के प्रयोग करने 
पर लक्षण तया चिकित्सा 
सविप तलादि का शिर पर अभ्यद्व 
एवं सविष कवच; साफा तया 
माला घारण करने पर लक्षण 
तथा चिकित्सा 


करपस्थान-विषयसूची 


विषय 
सविष आलेप दब्य़ से ga fea 
होने पर लक्षण तथा चिकित्सा ९ 
Rage वाहन के ळण तथा 
चिकित्सा 
सविष नस्य तथा धूम के लक्षण 
तया चिकित्सा 3 
घविष पुष्प के cao तथा चिकित्सा » 
कर्ण में छोड़े हुये सविष तेल के 
लक्षण तथा चिकित्सा 9 
सविप अञ्जन के लक्षण तथा 
चि किव्सा ” 
सविप जूते आदि के लक्षण तथा 
चिकित्सा 
सतिष yaonfe धारण करने पर 
लकण चया चिकित्सा १ 
पूर्वोक्त विर्षा का उपद्रव होने पर 
अवस्थानुसार चिकित्सा १ 
हृदय पर विपव्याप्ति केप्रतिपेध » 
अचय भोज्य पदार्थो में विषघ द्रव्यो 
के योग 
विपभक्षण करने पर वमन प्रयोग 


दूसरा अध्याय ४४ 
स्थावर विषविज्ञान का उपक्रम 
विष के दो प्रकार » 
स्थावर विष के १० अधिष्ठान 
ws स्थावर विर्षा का निर्देश » 
कन्दविर्षो के अवान्तर भेद 
स्थावर frat के पत्रादि विशेष से 

शुण विशेष » 
कन्द्विषों के लक्षण 
विपो के दक्ष गुण तथा उनके कार्य 


qo 


दृशा got से युक्त विष की मारकता २४ 
दृषी विष के san 9 
अवयव गत दूपीविप sca 
दूषीविष के पूर्व॑रूप २७ 
दूषीदिष क कार्य न 
दृषीबिय at निरक्ति 39 


स्थावर विषा के ७ वेगो क ल्ण » 


Tag 


विषय 


कि TUE 
स्थावर विष-चेगों की चिकि'सा 


२६ 
वगान्तरों में क्रालघाती विष का 

प्रतिकार 
fran asia ga » 
दूषीविपारि ang क्र 
दूपीविष के उपद्रव की चिकिसा २८ 
दूपीविप की साध्यासाध्यता के छक्षण ? 

तीसरा अध्याय।_. 

जद्नम-विपविज्ञान का उपक्रम 
जङ्गम विष के १६ अघिष्टान ११ 
विषदूपित तृणादियों के ज्ञान 
विषदूपित्त जळ के लक्षण भौर 

उसकी चिकित्सा » 
दूषित जळ की शोधक्र ओपषधि » 
विषदूपित भूमि के लक्षण और 

उसकी चिकित्सा छ 
विषदूषित तृण और भोजन द्रब्य 

के लकण शा 
विपदूषित ga तथा वायु क 

wan और चिकित्सा 
विपोत्पत्ति का पुराना इतिहास » 
विप के नाना वीर्य होने में कारण » 
विष की सवंदोष प्रकोपकता ३१ 
उसने के समय सर्पो के विप 

छोड्ने की प्रक्रिया श्र 
सभी विर्षा में शीतक्रिया का उपदेश 
सविषमांसभक्षण के दोप श्र 
विष खाये हुए के लक्षण 1 
विशिष्ट 2a आडि में सपदष्टों की 

चिकित्सा करने का निर्देश ३३ 
अवस्था विशेष में विपवृद्धि का कथन » 
चिष रोग से पीडित की अमाध्यत्ता » 


चीथा अध्याय 
सर्पदष्टविपविज्ञानीय का उपक्रम ३४ 
aut के महाविषश्चाळा होने का निर्देश? 
aq a ५ सेद +? 


२ 


विषय 
सर्पविष की भवरथाचिशेष से 
अएपचिपता ३६ 
दर्वीकर मण्डली राजिळ के लक्षण...» 
सर्पो at घाह्मणादि जाति का निरूपण? 
दर्चीकरादियों की चातादिप्रकोपकता 7 
तीन प्रकार के Atal के विचरण काळ » 
सर्पा की उग्रविपता ३७ 
सर्पो की अइपदिघता में हेतु » 
दर्चीकर, मण्डळी, राजिमान्‌ , 
निर्विप, वेकरक्ष सपो के 
नामादि निर्देश » 
सपो के पुरुषादि जाति का wan ३८ 
सामान्य रूप से सपंदष्ट के लक्षण ३९ 
दर्वकरादि सर्प से दष्ट के लक्षण » 
पुरुषादि जाति के सपो से दृष्ट 
करे ल्क्त्ण 
सर्पविष के सात वेगो के ळण ४१ 
वेगान्तर के लक्षण ४२ 
पशु पत्तियों में विष वेगों के लक्षण » 


~/पॉचचॉ अध्याय 
सरपदष्ट विषचिकित्सा का उपक्रम ४२ 
दर्पद्ट में अरि्टा-वन्धन ” 
सप से 2a जाने पर भाचूपण, 
छेदन तथा दाह ४३ 
आचूपण विधि ” 
मण्डली (ay ) द्वारा डॅमे जाने 
पर दाह का निषेध ” 
- सपंदृष्ट में मन्त्रों द्वारा अरिष्टावन्धन ४४ 
PRA की प्रशासा » 
मन्त्रग्रहण की विधि ” 
दीनस्वरादि वाळे मन्त्र की अतिद्धि 
में अगद का क्रम ” 
aida में रक्त निकालने की दिधि » 
aden में वल्मीक की मिट्टी आदि 
+ का योग s 
aden में तेछादि द्रव कानिपेध » 
सर्पविष में वमन 9 
दर्वीकर faa के ७ वेगों की चिकित्सा ४५ 
मण्डली विष के७ वेगों की चिकित्सा » 
राजिल विप के ७ वेगो की चिकित्सा » 
गर्भिणी आदि की विष चिकित्सा ४६ 
पशुओं की विपचिकिस्सा में मात्रा 
की विशेषता तथा पत्तियों की 
विपचिकित्सा 8 
Rralafsea में अक्षनादि की मात्रा ७ 
विपचिकिस्सा Henk far» 
>वस्थाविशेषानुसार विषचिक्ित्सा » 
कफ-विपातुर में वमन » 


Tas 


विषय 
चातपित्त त्रिपातुर रोगी के लिए 


विषयसूची 


Ws 


afer तथा विरेचन 


विपातुर में अञ्जन 9 
विपातुर में शिरोविरेचन री 
संश्ञाहीन विपातुर चिकित्सा 

अरिष्टा बन्धन से दूपित शोणित 


चिकित्सा ” 
faa निकाले ज्ञाने के बाद कुपित 
दोषों की चिकित्सा ” 
नध्सजञाचिकिरसा के योग्य अन्य 
अचस्थाओं का निर्देश ” 
विप से मांस गलने पर चिकित्सा » 
सभी विर्षा में मद्दागद ४८ 
अजित भगद 9 
ताचयं अगद ” 
ऋषभ अगद 
" $$ सज्ञीवन नगद 9) 
दर्वीकर और राजिळ विप में अगद » 
मण्डली बिष मॅ अयद 33 
लूतादि faa Hamas अगद॒ » 
विष में विशेष योग 
मूपक विष में अगद 9 
सर्पविष में एकसर योग » 


छुठा अध्याय 
दुन्दुभिस्वनीय seq का उपक्रम 
सबंधिप में क्षारागद » 
स्वविष में कढ्याणक सपि ® 
सर्वविप में अमृत सपि 
स्वविष में महासुगन्धि भगदराज » 
विषातुरों को स्वेदन का निपेध » 
विपातुरों के faq पथ्यापथ्य 9 
विषमुक्त के लत्तण 


सातवॉ अध्याय 
सूपिक करप का उपक्रम 
MEE प्रकार के सूपकों के नाम » 
मूपकद के सामान्य लक्षण » 
छाळन दए के लक्षण भोर चिकित्घा 
gas ge के लक्षण और चिकित्सा » 
कृप्णदृष्ट के छण और चिकिसा » 
हंसिर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा » 
चिक्किर दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा ५५ 
छुछुन्दर दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा » 
अरस दए के लक्षण और चिकित्सा » 
कपायदुन्त दए के लचण और ,, » 
कुलिङ्ग दृष्ट के wan और चिकित्सा » 
अनित दृ के लक्षण और चिकित्सा » 
कपिल ee के लक्षण और चिकित्सा » 


33 ” 
35 ® 


विषय पृष्टा्क 
कोकिळ दए के लक्षण तथा चिकित्सा ५५ 
अरुणादि से दृष्ट के लक्षण at» 9 

मूपिक विष में दाह, विश्रावण और 


प्रलेप 195 
afes fan में शुक्रादि योग ” 
मूपक विप में फळादि योग » 
मृपिक विप में विरेचन तया 

शिरोविरेचन योग 99 
मूषिक विष में संशमन योग ” 
मूपिक विप के शान्त होने पर भी 

शोधन कार्य ५७ 


आखुचिप कणिका की चिकित्सा . » 
उन्मत्त कुत्ता, ame आदि से दृष्ट 
के लक्षण ” 
उन्मत्त श्रादिदए के अरिष्ट लक्षण ५८ 
उन्मत्त श्वादि से ae की चिक्त्सा ५९ 
पागल कुत्ते से दष्ट के विष में दवा » 
पागल कुत्ते से दष्ट में dien शोधन » 
उन्मत्त ब्याळ से दए के sant और 
चिकित्सा ६० 


आठवाँ अध्याय 
कीटकरुप का उपक्रम ६० 
कीं की उरपत्ति ” 
१८ प्रकार के वायव्य कीर्टों के नाम ६१ 
२४ प्रकार के आग्नेय कीरो के नाम» 
१३ प्रकार के सौम्य sal के नाम » 
१२ प्रकार के सांनिपातिक कीरो 


के नास » 
तीचग विप कीट के लक्षण ” 
सन्द faq कीट के लकण ६२ 
शर विप के war ” 
४ प्रकार के कणम के नाम और 

उससे दृष्ट के लक्षण ६३ 
ण प्रकार के विपखोपरा के नाम 

तथा उसके दृष्ट के लक्षण १ 


६ प्रकार के गलगोली के नाम तथा 
उसके दष्ट के लक्षण श्र 
< प्रकार के गोजर के नाम और 
उसके दष्ट के लक्षण ” 
< प्रकार के मेढक के नाम भौर उसके 
दृष्ट के लक्षण 8 
विश्वम्भरा दृष्ट के wan 
सहिण्डुका कण्डमका-शूकबृन्ता के 
द्ष्ट BIT ” 
६ प्रकार की चींटियों के नाम और 
उनसे दट के लक्षण ” 
६ प्रकार की सक्खियों के चाम भौर 
उनसे दृष्ट के लक्षण 9 


त्रिषय Wag 
५ प्रकार के मच्छरों के नाम और 
उनले दष्ट के टण ६४ 


मन्त से खरोच हो जञाने पर उत्पन्न 
विष के can 
एक जातियों में अस्ताध्य कीटविष 
विषाक्त शव, सूत्र, पुरीष के सुपदा से 
होने वाले wan और चिकित्सा 
सुखसाध्य कीरद्ट क लक्षण 
उग्रविए कीट की चिकित्सा 
ieee में सामान्य चिक्रित्ता 
वावादिदोष विषद्दर स्वेद द्रब्य 
वृश्चिक क दृश में स्वेदन निपेध 
त्रिकण्टक में कुष्ठादि अगद 
गळगोली विष में रजन्यादि अगद 
दातपदी विष में कुझमादि अगद 
मण्डूक विष में मेषळ्ेगयादि अगद 
विश्वम्मरा विष में घवादि अगद 
अहिण्डुका विष में शिरीपादि » 
कण्डूमका विष चिकित्सा 
gagea विय चिकिनसा 
पिपीळिका, मिका, माक विय 
चिकित्सा 


विययसूची 


विषय Tag 
wa से खरोंच ent च प्रतिसूर्यक 
दृष्ट की चिकित्सा ६६ 


वृश्चिक की उत्पत्ति तथा संख्या » 
मन्द मध्य तथा तीचग विप वृश्चिकं 
के नाम, लक्षण तथा कर्म 


उञ्र-मध्यविष वृश्रिकदृष्ट चिकिरसा६८ 
मन्दविष वृश्चिक ददा की चिकित्सा ६९ 
wat विष की घोरतरता 93 
ang प्रयोग के लिये विष क निश्चय » 
लूता विष की दुर्व्रिज्ञेत्रता क्र 
लता विष का ० दिनों में एयक 
पृथक्‌ ळण » 
तीचण मध्य-मन्द बिषचाळी छत्रां 
के काळ की अवधि 
अधिष्ठान विशेष से लता विष के 
विशेष लक्षण 5 
लता की प्रथमोरपत्ति काचर्णन » 
कुच्छुप्ताध्यासाष्य लतादृंदा टष्षण 
त्रिमण्डळा दृष्ट के लक्षण और 
चिक्रित्सा ” 
श्रेतादृष्ट के wen और चिकित्सा ४ 


६७ 


३ 
विषय Jory 
कपिला लता दृष्ट क syn ez 

चिकित्सा ७२ 


पीतिका दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा 5 
आलबिष दध के लक्षण और चिकित्सा » 
मूत्रविषा दष्ट के लक्षण और चिकित्सा” 
रक्तादर्ट के लक्षण और चिकित्सा # 
कसनादष्ट के लक्षण और चिकित्सा » 
कृष्णादष्ट के लक्षण और चिकित्सा. » 
अग्निवक्त्रादष्ट के लक्षण » n 
लून्नाओं की सामान्य चिकित्सा १ 
असाध्य विपवाली लताओं के लक्षण ७३ 
साध्यासाध्य लता विष चिकिसा » 
लला विर्ष में दंश का उत्कतन शा 
दता में १० प्रकार के उपक्रम m3 
gean चिकित्सा का कीट ge 
ब्रगादि में अतिदेश ” 


दाहादि के निवृत्त होने पर 
त्रण में विषोत्पन्न कर्णिका की 
चिकित्सा 


कटिकळ्प का उपसंहार ” 
चिकित्सा के पुण्यतमरव का कथन » 


TE nS nn 


॥ ञः ॥ 


आयुर्वेद-तससंदीपिकार्यव्यार्या-समुछासिता 


सुश्रुतसंहिता 


emanate!) 22 टरसंकल>न>>म- 


खत्रस्धानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः | 


अथातो वेदोत्पत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः, 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 
अव इसके अनन्तर यहां से वेदोत्पत्ति नामक अध्याय,का 
वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुतके 
अति) कहा है ॥ १ ॥ 
विमर्शः-“अन्यसमाप्तिकामो मन्गलमाचरेद” इस श्रुति के 
अनुसार यहां प्रारम्भ में अथ शब्द मङ्गळाचरण का द्योतक हे । 
जैसा कि कहा है “उ“कारश्वाथशव्दश्व॒ द्वावेती मह्मणः पुरा। 
कण्ठं मिश्वा विनिर्यातौ तस्मान्माइलिकादुभी ॥” चरक तथा महा- 
आप्य में भी सर्वप्रथम मङ्गछार्थ अथ शब्द का प्रयोग हुआ 
St “अथातो दीर्ष्ीवितीयमध्यायं व्याख्यास्याम” ( च० go 
अ० १ ), “अध झाब्दानुशासनम” ( व्या Ho Wo ao १, 
पा० १, आ० १ ), “अथातो धर्म व्याख्यास्याम ” (Fo ao $ 
ae १ सू० १) 
वेदोत्पत्ति=“उपस्थित परित्यञ्याचुपस्थितकरपने मानाभावात?? 
इस नियमानुसार तथा अकरणवशज्ञाद्‌ वेद शब्द से आयुर्वेद का 
अहण किया गया हे क्योंकि उश्वरित नामेकदेश समग्र नास 
सात्र का परिचायक होता है। चरक ने भो बेद शब्द से 
आयुर्वेद का ग्रहण किया हे । यथा--“तस्यायुष. पुण्यतमो वेदो 
वेदविदा मत. 1 वक्ष्यते angen छोकयोरुमयो हितम्‌ 
( च० Zo अ० १) 
आयुर्वेदोत्पत्तिः--जायुर्वेद आयु के हित, अहित द्रन्य- 
युणकमों का प्रतिपादक विज्ञान (Science of hfe ) है और 
विज्ञान की उत्पत्ति न होकर स्टृति ही हुआ करती हे । वर्तमान 
में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वे सव रात्रिन्दिच अन्वेषण 
( Research ) की ga में छगी हुई उच्च आत्माओं की caf 
स्वरूप हैं अत एव घरक में स्पष्ट कहा है कि “रह्मा स्टृत्वाऊ- 


a 


NSN PRP APRN RPA ADA, 


त्पत्तिरपळ*यते, ate! we द्वयमधिकृत्यो- 
त्पत्तिमुपदिशन्त्येके? ( च० To अ० ३० ), अववोधाइत्पत्ति 
यथा--्रह्मण आधु्वेदोत्पत्ति,  उपदेशाक्षोत्पत्तियथा--इन्दो- 
पदेशाद्धरद्दाजेन ae आययुवंद उत्पादित इत्यादि, आदु 
वेंददीपिका । इस तरह जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ है 
तभी से आयुर्वेद भी विद्यमान है । यूरोप के विद्वानों ने भी 
संसार में सव से प्रथम व प्राचीन ऋग्वेद को माना है। जव 
क्रि पाश्चात्य देश अज्ञानरूपी निद्रा सें थे उस समय भारतवर्ष 
के चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान, अख we द्वारा 
युद्धकला विज्ञान, शिल्पविज्ञान और दार्शनिक विज्ञान उन्नत 
शिखर पर थे । समस्त ससार को ज्ञान अकाद देने का गौरव 
इसी परम पुनीत आर्यावर्त को हे अत एव हस निःशङ्क तथा 
साभिमान इसे जगद्गुरु घोषित करते हैं। “एतदेशप्रयतस्य 
सकाशादमजन्मन- । स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ श्‍थिव्या सर्वमानवा ॥ 
( मनुस्तृतिः ) भारतवर्ष से ही आयुर्वेद का ज्ञान यूनान में 
गया तथा चहा से ग्रीस और ग्रीस से grace निवासियों 
ने अहण कर निरन्तर अन्वेषण करते हुए आज इस रूप 
सें पहुंचा दिया हे । भगवान्‌ शब्द का अयोग पड्विध ऐश्वर्य 
सम्पन्न विशिष्ट आत्मा ( अवतार धारी ) के लिये होता है। 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय । शानवेराग्ययोइचेव 
षण्णा भग इतीङ्गना ॥ ( विष्णुपुराण ) अन्यश्च--उत्पत्ति प्रल्यच्चेव 
भूतानामागर्ति गतिम्‌! वेत्ति विद्यामविद्याज्ञ स वाच्यो भयवाक्षिति॥ 
इससे धन्वन्तरि की योग्यता, सर्वज्षता, एव विश्वसनीयता 
प्रदर्शित होती है। चरक में ऐसे शक्तिसम्पन्न पुरुष को योगि- 
कोटि में माना हे तथा योग्रियों का अष्टविध Bag (वळ) 


सुश्रुतसंहिता | 


श्‌ 
धधा यकर 
PPP PLP LP PP PLP PPL PLLA PLA AAAS A ddntnds 


स्पष्टतया वर्णित है । आवेश्श्रेतसो शानमर्थाना छन्दत' क्रिया | 
दृष्टि श्रोत्रं स्ट्ति कान्तिरिटतश्षाप्यदर्शनम्‌॥ इत्यष्टविषमाख्यात 
योगिना वलमैश्ररम्‌ | शुदुसलसमाधानात तत्तबंसुपजायते ॥ 
(च० ञा०अ० १) 
चन्वन्तरि --धनु शल्य, तस्यान्त =पारमियति गच्छतीति 
थन्वन्तरि । राण्यशात्र का आधन्त सम्यग्जाता धन्वन्तरि 
कहलाता है । वर्तमान में ऐसे विद्वान्‌ को सजन दा जाता 
हे । भाजुमती में धन्वन्तरि की निम्न व्यास्या दे--जगदर्थ- 
साघनादू धनुर्धम॑स्तस्थास्तोव्याधिरकालूरत्युसम्पादकोवर्म- 
स्तस्यारिः शत्रयोंऽसौ धन्वन्तरिः॥ भागवतमें विष्णु के अशांश 
से धन्वन्तरि की उत्पत्ति मानी है स वे भगवत साक्षात्‌ विष्णो- 
रशाशसम्भव । धन्वन्तरिरितिख्यात आयुर्वेट्दगिज्यभाक्‌ ॥ 
विष्णुपुराण में अस्रतपूर्णकळ्श को लिये हुए धन्वन्तरि की 
उत्पत्ति समुद्र से सावी गई दै । मन्यान मन्टर Be नेत्र न्वा 
4 वासुकिम्‌ । ततो मयितुमारब्धा मेत्रेव तरसाऽृतम्‌॥ ततो धन्व- 
afte ब्वेताम्बरघधर ar) fences qa 
समुत्यित ॥ अन्यन्च=पन्बन्तरि धर्मेचतां वरिष्ठमरतोद्धवन्‌ ॥ १॥ 
अथ खलु भगवन्तसमरवरमृपिगणपरिंदृतमाश्र- 
wet कारिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिमोपघेनववेतर- 
णौरभ्रपौष्कलाबतकरवीयंगोपुररक्तितसुश्रुतमरभृतयऊचु । 
सर्व देवताओं में श्रेष्ठ, महर्पियों के ससुदाय से परिवेशित, 
अपने आश्रम में विराजमान काशिराज दिवोदास भगवानू 
धन्वन्तरि को भोपधेनव, Saw, औरशञ्न, पौष्करावत, 
करवीर्य, गोपुररकित, सुश्रुत आदि ऋषि प्रश्‍न करने लगे ॥२॥ 


fata, धन्वन्तरि के पास 
शल्य गाज के pr करने के लिये अनेक uy aa ay 
उनमें जो प्रधान थे, उनका नाम मूल में लिखा है किन्तु शेष 
को अन्ति शब्द से सम्बोधित किया हे जैसे भोज, निमि, 
काङ्कायन, यारग्य, गाळघ आदि का प्रम्टति से अहण होताहे॥२॥ 


भगवन्‌ ! शारीरमानसागन्तुव्याधिसिर्विविधवेदः 
नाऽसिधातोपहुतान्‌ सनाथानप्यनाथव्विचेष्टमानान्‌ 
Reagan मानयानमिसमीच्यमनसि नः पीडा भवत्ति] 
तेपां galt रोगोपशमार्थमात्मनश्च आणयात्राइ्थ 
प्रजाहितहेतोरायुवेर्द श्रोतुमिच्छाम इदोपदिश्यमानम्‌॥३॥ 

है भयवन्‌ ! शारीर, मानस और आगन्तुक रोगों से, अनेक 
प्रकार की पीडा से दुखित तथा मित्र, सत्य, घन आदि 
वस्तुओं के होने से सनाथ होते हुए सी अनाथों की तरह 
तडफते और विलाप करते इए मनुप्यों को देखकर हमारे मन 
में पीडा उत्पन्न होती है । इसलिये सुखको चाहने चाले उन 
रोगियों के रोगों को नष्ट करने के लिते तथा अपने पाणो की 
रोयादिकों से रक्षा करने के हेतु एवं सर्व साधारण प्रजा की 
दितकामना से आए द्वारा उपदिश्यमान आयुर्वेदृशा्च को 
हम सुनना चाहते हैं ॥ ३॥ is 

विमशः--रोगमेदा “यद्यपि इसी अन्य के अथसाध्याय झैं 
ब्याथियों के चार भेद सलत्तण बताये है तथा शाईघर a 
भी “न्वामाविकागन्तुककायिवान्तरा ” चार de छिखे हैं किन्तु पे 
चिकित्सा शारीरिक, मानसिक और भागन्तुक इन तीन रोगों 


PLP LPL 


की ही हो सकती है अतः यहां तीनों रोगों का ही निर्देश है। 
इसी हेतु चरक भी रोगों के तीन ger भेद करता है । 
“oat रोगा निजागन्तुमानसा.” (Fo Zo Ho ११) चौथे प्रकार 
के स्वाभाविक रोग अचिक्रित्स्य होते दे । कालस्य परिणामेन 
Reger a । रोगा स्त्रामाविका दृष्टा स्वभावो निष्प्रतिः 
क्रिय ॥ (च० अ० १) “स्थाभाविकास्तु छुत्पिपासा जरामृत्युनि- 
mera” ( सुश्रुत ) सुखैपिणाम्‌-अर्थ, मित्र, दारा, सुत, 
an सुख की अपेक्षा आरोग्य इस शाख में प्रधान 
सुख माना गया हे तथा शोक, चिन्ता, दारिद्रयादिक दुःख 
की अपेक्षा रोगों को ही यहा प्रधान दुःख माना है। “ सुखत- 
sana विकारो दु खमेत्र च” ग्राणयात्रार्थ का चृत्तिकर 
( धनोपार्जन ) अर्थ यहा उचित नहीं द क्योंकि आयुर्वेद 
परमार्थ के लिये वना है। नायार्थ नापि कामार्शमथ भूनदयाम्प्र- 
fa परकाधिवी वरमपरेरादुर्वेदो velit ॥ चिक्रित्सा की एवज 
सें घन लेने की निन्दा की गई-हे कवते ने तु वृत्यर्थ चिकित्सा 
पुण्य4िक्रयम्‌ । ते दिला काञ्चन राशि पाझुरागिसुपासते॥ ३॥ 

अन्नायत्तमेहिकमासुष्मिकञ्च श्रेयः | 

तद्भगवन्तसुपपन्नाः स्मः शिष्यत्वेनेति ॥ ४ ॥ 
इस आयुवेद में सासारिक भौर पारलौकिक कल्याण हे, इस 
लिये हम शिष्यभाव से आप के पास जाये हैं ॥ ४ ॥ 

विमश्च.- वेदो के अध्ययन से केवल पारकौकिफ सुख प्राप्त 
होता है किन्तु आयुर्वेद उभयलोक हितकारक हैं । स पुण्यकर्मा 
भुवि पूतो eet शक्रसलोकता जनेत। (Go अ० ५) 
धर्मा 'सद्गश्ञत्तस्य दाता नेद्दोपलम्यते न हि जीवितदानादि दान- 
मन्यद्दिशिष्यते ॥ तस्याञ्ुष पुण्यतमो वेदो वेदविदा मत । चक्ष्यते 
यन्मनुष्याणा लोकयोरुमयोहित ॥ { च० सू० अ० १) 

तानुवाच भगवान--स्वागतं वः; सवे एवासीमांस्या 
अध्याप्याञ्च भवन्तो वत्साः ' ॥ ५॥ 

भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन दिष्या को कहा कि आप अच्छे 
कार्य के लिये आये हैं अतएव आप सव शिष्य कुल्झीला- 
दिइष्टि से अविचारणीय और पढाने योग्य हैं ॥ ५॥ 

विमर्शः--योग्यशिप्याध्यापकलक्षणम्‌--अध्यापने इतउदिरा- 
चार्यं शिष्यमेवादित परीक्षेत्‌, तठो5नन्तरमाचा्य परीक्षेत ॥ 
अध्योप्यश्िष्यलक्षणम--कृतज्ञाउद्रोहिमेधाविशुचिकत्पानुसयका,. । 
अध्याप्या धर्मत साधुशक्ताप्तशानविप्तदः ॥ ( याशवस्म्यस्म्रति अ० 
१-२८) योग्याध्यापकलक्षणम्‌--“पर्यवदातश्चुत, परिदृष्टकर्माणं, 
दक्ष; दक्षिण, शुर्खि, जितइस्तसुपकरणवन्त, सर्वेन्द्रियोपपन्न, 
sates, = प्रतिपन्तिश्ञमनुपस्क्तविधमनहुङङ्गतमनसयकमकोपन 
क्लेशक्षम, झिप्यवत्सलमध्यापक ज्ञापनसमर्थत्रेति । एब गुणी ह्याचा- 
q grat मेघ इव शस्यशुणे सुशिष्यमाशु dent सम्पा- 
cafe । (० वि ao ८) 

इद खल्वायुर्वेद मष्टाडु मुपाडुमथवेवेदस्थानुत्पायैब 
प्रजा: शछोकशतसहखसध्यायसहसब्य कृतवान्‌ TA: | 
ततोडल्पायुष्टुमल्पमेघस्त्वज्वालोक्य नराणां भूयोऽष्टधा 
अणीतवान्‌ | EU 


आयुर्वेद अथर्ववेद्‌ का उपाड़ है और इसके आठ भाग हैं। 


सूत्रस्थांनम्‌ | 3 


gee Ga ae e hal J 
पूर्वकाळ में ब्रह्मदेव ने सष्टिरचना के पूर्व इस भायुर्वेद को एक 
लक्ष इलोकों और पुक हजार अध्यायी के रूप में वनाया था 
पश्चात मनुष्यों को अल्प आयु तथा aed ale वाले जान कुर 
पुन' उस आयुर्वेद को आठ भागों में विभक्त कर fear ॥ ६ ॥ 
विमश:--चरक तथा हस्त्यायुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद 
का उपाद् साना हैं झिन्तु व्यासकृत चरणघ्पूह एवं शझरोक्त 
आयुर्वेद weal में इसे ऋग्वेद का उपवेद माना है। अष्टाइस- 
Gert ने सुश्रतसंहितानुसार आयुर्वेद की अष्टाद्रों में 
विभक्ति ब्रह्मदेव कृत न मानकर अग्निवेपादिक्तत मानी है। 
आयुर्वेद इलोकलक्षेण पूर्व ब्राढास्त्वासीदरिनवेश्ादयस्तु | छच्छाज्ये- 
यप्राप्तपारा Saas नेकधाडवानि तेतु ॥६॥ 
TIM — Te, शालाक्यं, कायचिकित्सा, भृत- 
विद्या; कौमारभ्रत्यम्‌ , अगदतन्त्रं, रसायनतन्त्रं; वाजी- 
करणतन्त्रमिति ॥ ७॥ | 
दास्य, दाळाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, stare, 
अगदतन्त्र, रसायनतन्त्र और वाजीकरणतन्त्र ये इसके आठ 
are nen 
अथास्य प्रत्यदुलक्षगसमासः ॥ ८॥ 
तत्र, शल्य नाम विविघदृणकाष्ठपाषाणपांशुलोहः 
लोष्टास्थिवालनखपूयास्रावदुष्टत्रगान्तग भेशल्योद्धरणाथ, 
यन्त्रशाक्रक्तारासिप्रणिधानत्रणविनिश्चयार्थश्च ॥ ६॥ 
अब इस आयुर्वेद के आठा अङ्गों के सक्तिप्त लक्षण कहते 
हैं॥८॥ आयुर्वेद के जिस अङ्ग सें अनेक प्रकार के तृण 
( घास ) काए ( लकडी ), पत्थर, धूलि के कण, लोह, मिट्टी, 
हड्डी, केश, नाखून, Ta ( सवाद्‌ = ९५ ), ata ( D1schar- 
ge), दूषित बग, अन्त. दाल्य तथा गर्भ ( ऋतगर्भ ) शल्य 
आदि को निकालने का ज्ञान, यन्त्र, दाख, छार और असिकर्म 
करने का ज्ञान तथा चरणों का आम, पच्यमान और पक्क आदि 
का निश्चय किया जाता हो उसे शाक्‍्यतन्त्र कहते हैं ॥ 8 ॥ 
विमर्शः - टल्दणोक्तञस्परलचणस्‌--त्तपरबृद्धं नल्ठोपज वा 
शरीरिणा स्थावरजद्रमाचाम्‌। यक्कि्चिदावाधकरं शरीरे तत्सर्षमेव 
प्रवदन्ति गव्यम्‌ ॥ जल हिंसाया धातुस्तस्माच्छस्यं, गळू रूजाया 
वा वातुस्तस्माठत्रि आस्य सिद्धयति । झाल्यतन्त्र को पाश्चात्य 
a we सर्जरी 2 
व्यक में सर्जरी ( Surgery ) कहते है ॥ ९॥ 
शालाक्यं लामोध्बेजच्रुगतानां रोगाणां श्रवणनयन- 
वदनघ्राणादिसंश्रितानां व्याधीनासुपशमनार्थम्‌ , शला- 
कायन्त्रप्रणिघानार्थ च ॥ १०॥ 
आयुर्वेद के जिस अङ्ग में aes ऊर्ध्वभाग स्थित कान, 
नेत्र, सुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों की शान्ति का 
वर्णन किया गया हो तथा शाळाकायन्त्रो के स्वरूप तथा 
प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो उसे शाळाक्य- 
तन्त्र कहते हें ॥ १० ॥ 
विमर्शः “शाछाक्यब्युत्पत्ति'--गछाका, तस्या कर्म, ततमः 
धान तन्त्र आालाक्य, ञळाकया यत्कमे क्रियते तच्छालाक्यम्‌। 
अशाद्र्वन्य में उसे ऊर्ध्वाद् शब्द से योधित किया हे । हारी- 
तसहिनामते जालाम्यलचणम्‌--गिरोरोगा नेत्ररोगा कररोगा विठे- 
पत 1 भ्रकण्ठदाद्वमन्यासु ये रोया सम्भवन्ति हि ॥ तेषा प्रतीकारकर्म 


~ 


“y 


SoA! 


नस्ववर्त्यक्षनानि च । अभ्यद्वमुखगण्डूपक्रिया आालाक्यसंम्रिता ॥ 
ay tes से fat, कण्ठनाडी, ग्रीवासूल, वच्षोंऽससन्धि, हचु- 
सन्धि आदि अनेक अर्थ गृद्दीत होते हैं किन्तु गणनाथ सेनजी 
ने प्रत्यक्षद्वारीर में जन्नु का पर्याय अक्षकास्थि देकर उसे 
वलेविकिक ( 0557०८) साना है । “अक्षक नाम अक्षमूळाइर - 
फल्कसङ्गत वनुवेक्र नलकार्थि, तदेव जमुसंज्ञमिति ca । चरक ने 
“हावक्षकी, एक जच्छ? इस प्रकार दोनों seat at भिन्नार्थ में 
प्रयुक्त किया हैं । इस तरह अन्तक से दोनों हंसकिया ( 01०" 
"1०।९३) digg से कण्ठनाडी ( Trachea) मानना श्रेष्ठ 
है । डाक्टरी सें शाळाकय के तीन विभाग किये गये है। नं० १ 
सें कर्ण, नासा और कण्ठ ( Eat, Nose, १७7००), नं० २ में 
आंख का विभाग हे जिसे (Ophthalmology) कहते हैं और 
नं० ३ में दन्तविभाग आता हे जिसे (70७८७८४ ) कहते 


ईं । शाळावय में समाविष्ट शिरोरोग विभाग set में काय- 


चिकित्सा का ही ag माना गया है ॥ १०॥ 
कायचिकित्सा नाम सर्वाडुसंश्रितानां व्याधीनां 
उ्वररक्तपित्तशोपोन्मादापस्मारकुछठमेहातिसारादीनासु- 
पशमनार्थम्‌॥ ११॥ 
आयुर्वेद के जिस अङ्ग में सर्वशरीरगत रोगों जैले उवर, 
रक्तपित्त, शोप, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि 
की शान्ति का वर्णन हो उसे कायचिकित्सा कहते हैं ॥ ११ ॥ 
विमर्शः--ऋयनब्देन सकल रीर ग्रृह्मते । अथया कायति 
शब्द करोतीति कायो जाठराग्निस्तदुक्त भोजे-जाठर प्राणिना- 
ata काय इत्यमिधीयते। यस्त चिकित्सेत सीठन्त स वे, कायचि- 
कित्सक ॥ ग्रायेणाग्निविक्कतिभूळा ज्तरातिसारप्रशतयो रोगास्तथा 
च चरक -भान्तेऽग्नी त्रियते युक्ते चिर जीवत्यनामय । रोगी 
स्यादविकृते मूळमग्निस्तर्मान्निरच्यते ॥ ११॥ 
भूतविद्या नाम देवासुरगन्धर्वयक्षरच्तःपि्पिशाच- 
नागमहाद्युपत्तष्टचेतसां शान्तिकमंवलिहरणादिग्रहोप- 
शामनार्थम्‌ ॥ १२॥ 
भायुर्वेद के जिस अङ्ग में देव, देत्य, गन्धर्व, यक्ष, राचस, 
पितर, पिशाच, नाग आदि अहों से पीड़ित चित्तवाले रोगियों 
की शान्ति के लिए शान्ति पाठ, वलिप्रदान हवन आदि 
अह दोपशामऊ क्रियाओं का वर्णन किया गया हो उसे भूत 
विद्या कहते हैं ॥ १२॥ 
विमशेः--भूतविया नाम देवाछुरगन्धर्वयच्तरच पिठनागपिश्याच 
यद्दात्मकानि भूतानि वेत्ति अनयेति, भूतावेशनिराकरणार्थ विद्येति 
वा भूतविधा | डाक्टरी में इसे ( Demnology ) कहते हैं ॥१२॥ 
कोमारभृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदोपसंशो- 
घनाथ दुष्टस्तन्यत्रहसुत्यानाञ्च व्याधीनामुपश- 
सनार्थम्‌॥ १३॥ 
आयुर्वेद के जिस अङ्ग में बालकों के पोषण, धात्री के 
दग्ध के दोपों के संशोधन उपाय तथा दूपित दुग्धपान और 
अहो से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का घर्णन हो उसे कौ- 
मारस्दृत्यतन्त्र कहा गया दै ॥ १३॥ 
विमर्श'--कुमाराणा शतिर्थारग पोषण चेति कुमारभूति , कुमाः 


2 


रमृतेरिंड करीमारसुन्यम्‌। अष्टाडरदढय तथा संग्रह म॑ इसे चाल- 
चिकित्सा तथा डावटरी में इसे (Science of Poedustnes)) 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 
अगदतन्त्र नाम सपेकीदलताभूपिकादिदषठविप- 
saga विविधविपसंयोगोपशमनाथ च ॥ १४॥ 
सर्प, कीट, लता ( मकडी ) चूहे आदि के काटने से उत्पन्न 
विष रणो को पहचानने के लक्षण तथा अनेक प्रकार के 
स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोग विर्षा से उत्पन्न विकारों के 
रश्म का जहां वर्णन हो उसे अगदतन्त्र कहते ह॥ १४॥ 
Ramet रोग , अगदो रोगप्रतीफार-, तदर्थ TTT 
दतन्त्रमू। अष्टाइडदय तथा सइग्रह में दंप्दाचरिकित्सा तथा 
वरक में विपयरवेरोधिकमदममन तथा जाडइलि, एवं हाक्टरी 
में ( Toxtcology ) कहते हैं ॥ १४॥ 
रसाथनतन्त्रं नाम वय स्थापनसायुर्मधावलकर 
रोगापहरणसमर्थच्च ॥ १५॥ 
युवावस्था को अधिक समय तक वनी रखने के उपाय, 
आयु, धारणा शक्ति और वळू की बृद्धि करने के प्रकार, एवं 
शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति (92६०7० 
मणपाएामॉए) की बृद्धि के तरीकों का जहां वर्णन हो उसे रसा" 
थनतन्त्र कहते ट ॥ १४॥ 
विमर्श'-_त्ताना रसरत्ताढीनामयन प्रापणमाप्यायन वेति 
रसायनम्‌। अथवा रसाना रमगीर्यविपारादीनामायुराठिकारणा- 
नामयन गिशिष्टछामोपायो रसायन नदर्थ तन्त्रे रसावनतन्त्रम्‌। 
तदुक्त चरके “लाभोपायो हि शस्ताना carta रसायनम्‌ ॥ 
रसायनफळम्‌-दीर्वमा्च म्यति मेयामारोग्य तरण दय । प्रभावर्ण 
ate दहेन्द्रिययळ परम्‌॥ वाविसद्धि प्रणति कान्ति लभते ना 
रसावनाद्‌॥ अस्य प्रयोगाच्च्यवन सुबृद्धोध्भूत्पुनयुवा । ( च० 
चि०अ०१) 
वाजीकरणतन्त्र नामाल्पदुष्टक्षीणविशुष्करेतसामा- 
प्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्त परह्पजननार्थञ्च 11१६ 
अद्य, दुष्ट, छीण और शुप्कवीर्यवाले ageit के वीर्य की 
पुष्टि योधन, बुद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगो में मैथुन 
के समय हर्ष बढाने के लिए जो वर्णन किया जाता हे उसे 
वाजीकरणतन्त्र कहते हे । 
विमर्श+--वा्जाऊरणव्युलत्ति -वजन वाच शुक्रस्य वेग, 
स विधते येषान्ते वाजिनः,अपाजिनो वाजिन क्रिमन्ते$नेनेति वाजी- 
करणन यथया खीड विषये नरो याजीब शक्ति प्राप्नोतीति तद्वाजी- 
मरणम्‌ | येन वाइन्यर्थ व्यस्यते खमु शुक ताजीऊरणन। “येन 
नारा सामर्थ्यं वानिवरङभते चर । व्यज्यते चाधिक येन वाजीकर- 


णमेव तत्‌ ॥वाज शुक CSCI बाजी, अवाजी वाजी क्रियते येन 
TAIRA | Pad किया बांजो मैथुन तथा च हवारीन -वाजो नाम 
सकासत्याततन्च मंथुनतशिनन्‌ । वाजीकरणसशाभि. पुस्लमेय्र प्रच- 
कत ॥ बाजीफरणभेदाखय --धुक्ततुतिकर किश्रिद, किनिच्युक्रवि- 
ri चुतिदृद्धिर किञ्चिद्‌ जिविध दृष्यमुच्यते ॥ तत्र aia 
यादि, वृद्धिकर चौरादि, चुतिशद्धिकर भाषाडि 1 अस्परेतस 
पञ्चविदातिम्राह्त', Stare मध्यमवयस कारणादरपीभूतरेतत 
SPARTA वृद्धाः । tare, चार तथा वृद्ध पुरुष के लिये 
ख्रीग्रमन निषिद्ध हे! जैसा हि कहा at है--अति वाडी cas 


सुश्रतर्सहिता | 


eer ean en AOD LOE CREO कक कमर RPO OPP OP ARO 


स्पूर्णसर्व॑धाठु* खिय ब्रगन्‌ उपतप्येत सहसा तटागमिव काज- 
SUN AHS यवा काष्ठ जन्तुदग्ध विजर्जरम्‌ । स्पष्टमादु वि- 
शीर्येत तथा वृद्धः Raat मजन ॥ ( च० चि० अ० २ ) 
wang वाजीकरण का प्रयोग कारणवश अरप, दुष्ट, Vier 
और शुष्क वीर्य पुरुषों के लिये मुख्यतः माना गया हैं । 
एवमयमायुर्बेदो5्टाडु उपदिश्यते} अन्न कस्मै किमु- 
च्यतामिति ॥ १७॥ 


इस तरह यह आयुर्वेद अष्टाद्र कहलाता है, इन अङ्गो में 
से किस शिप्य को कोन सा अङ्ग agra ॥ १७॥ 
त ऊचुः-अस्माकंसवेपामेव शल्यनानं मूलं BA 
पदिशतु भगवानिति ॥ १८॥ 
fret ने कहा रि आप हम सव को शब्यज्ञान प्रधान 
आयुर्वेद का उपदेश करें ॥ १८॥ 
स उवाचवमस्त्विति । १९॥ 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कि ऐसा ही किया जायया ॥ 
त ऊचु्भृयोऽपि भगवन्तम्‌--अस्माकमेकमतीनां 
मतमभिसमीच्य सुश्रुतो भगवन्तं प्रच्यति, अस्मै चोप- 
दिश्यमान बयमप्युपघारयिष्यामः 1) २०॥ 


उन शिप्यों ने फिर भगवान्‌ धन्वन्तरि से कहा कि एक 
ही मत ( विचार ) वाळे हम में से सुश्रुत हमारी आन्तरिक 
इच्छा का ध्यान रख कर भाप से प्रश्‍न करेगा भर आप द्वारा 
उसके प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिये गये आयुर्वेदोपदेश को 
हम सव धारण करेंगे ॥ Ro tl 
स उबाचेवमस्त्विति | २१॥ 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कि-ऐसा ही होगा ॥ २१॥ 
वत्स सुश्रुत ! इह खल्यायुर्बेदप्रयोजनं--च्याध्युप 
सृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणव्व ॥ २२॥ 
हे वत्स सुश्रुत ! रोगों से व्याप्त मनुष्यों की रोगों से मुक्ति 
तथा स्वस्थ के स्वास्थ की रक्षा ये ही दो आयुर्वेद के मुख्य 
प्रयोजन हैं ॥ २९ ॥ 


विमदोः--बरक ने भी यही आयुर्वेद का ger प्रयोजन 
माना दै किन्तु वहाँ प्रथम स्वास्थ्य रक्षण ततः रोग सक्ति 
यह उपयुक्त क्रम दिया हे । “प्रयोजन चार्य स्वस्थस्य ARE 
क्षणमातुरस्य विकारप्रशमचक्र ( च० Yo Yo ४० ) चरक ने 
प्रकारान्तर से रसरक्तादि Age की सामता रखना भी इस 
तन्त्र का उद्देश्य माना है जो इन्हीं दोनों में समाविष्ट-ता 
है 'वातुसान्यक्रियाप्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ 1 (च० ० अ० १) 
डाक्टरी में स्वास्थ्यरक्षण विभाग को ( Preventive 
Medicine and Hygiene तथा चिकित्सा विभाग को Curat 
ve Medione) कह कर ये ही दो विभाग माने हैं। 

आयुरस्मिन्‌ विद्यते$नेन वा आयुर्विन्दतोत्यायुवेद:॥ 

आयु (के हिताहित) का विचार जिसमें हो तथा 
(दीर्ध) आयु की प्राप्ति जिसके उपदेशों से होती हो उसे 
आयुर्वेद कहते हैं ॥ 

विसशः-चरकेञपे न० १ आशुर्वेदयतीत्यायुवेंद- (ge अ० ३०) 
ao २ दिताऽदित दख ganged दिंतादितम्‌। माध्च dey 


सूत्रस्थानम्‌ | | 


नी. 


PPP A PALS. 


यघोक्तमायुेद स उऱ्यते॥ (5७ We १) Fo 3 डरीरेन्दियसत्त्वा- 
त्नसंबोगो धारि जीवितम। नित्यगश्चालुवन्धश्च पर्यायेरायुरुच्यते ॥ 
तत्वाइप- पुण्यत्तमो वैदों वेदविदा मत ॥ (zo अ० १) नं० ४ 
शर्ररेन्द्रियलच्चात्मसयोगवशिष्टत्वे सति 
ममिरभिधीयमानलमायुध्वर्मिति परिप्छ्नोर्थः, Fo ५ “यतश्रायु- 
ध्याप्यनादुयाणि च व्व्यशुणकर्माणि वेदयत्यनोऽप्यादयर्वदः” (ze 
Mo ३० ) नं० ६ आयुद्ितादित व्याधे नदानं शमनं तथा । विदयते 
aa विद्वद्धि स प्रायुवेंद उच्यने ॥ 
TMT प्रत्यक्षागमानुमानोपमानेरविरुद्धमुच्य- 
मानमुपधारय ॥ २४ ॥ 

इस आयुर्वेद के सर्वश्रे और जाद्य अङ्ग का प्रत्यक्ष, आगम, 
अनुमान और उपमान इन चारों प्रमार्णा से अविस्द जो उप- 
देश कर रहा हूं उसको तुम धारण करो ॥ २४ ॥ 

विमर्शः--यहाँ पर वणित ser चार प्रमाण महपिं 
गौतम के मत से हैं। “प्रत्यनानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि? 
( न्याययत्च ) चेनेषिक तथा सांरय के मत में प्रमाण तीन होते हैं 
ओर उपमान को अनुमान में ही प्रविष्ट करते हैँ । किन्तुचरक 
ने चार और तीन प्रमाण माने हैं । “द्विविधमेव सल सर्व सच्चा- 
सञ्च | तन्य चत॒विधा परीक्षा--आप्तोण्ठेश प्रत्यच्तमनुमानं युक्तिथ्चे- 
दि ( zo श्र० ११) त्रिविध गछ रोगविशेपविछान भवति तद्यया— 
आप्तोण्देश प्रयक्षमलुमानन्चेनि ( fre wo ४)। 

Weds प्रथमम्‌ ; प्रागमिघातत्रणसंरोहायन- 
शिरःसन्धानाचच | श्रयते हि; यथा--“रुद्रेण यन्स्य 
शिरशिछिन्नमिति) ततो देवा अश्विनावभिगम्योचुः- 
भगवन्तो ! नः श्रेष्ठतमो युवां भविष्यथः) भवद्भयां 
यज्ञश्य शिरः सन्धातव्यमिति | तावूचलुरेवमस्त्विति | 
अथ तयोरर्थे देवा इन्द्र यत्भागेन प्रासादयन्‌ । ताभ्यां 
यज्ञस्य शिरः सहितम्‌” इति ॥ २५॥ 

शब्य शाळावयादि आठ अङ्गा में शल्य अन्न ही मुण्य है 
क्योंकि पूर्व समय से देवदानव युद्ध में प्रहारजन्य ब्रणों के 
रोपण करने से तथा यज्ञ के कटे हुए शिर का सन्धान कर 
देने से इसी अङ्ग को प्रधान माना हे । यह सुनने में आता 
है कि प्रकुपित शिव ने यज्ञ का Regen कर दिया था, तव 
देवताओं ने अरिवनीङ्मारों के पास जाकर कहा क्रि आप 
हमारे में अतिश्रेष्ठ होंगे । आपको यज्ञ के कटे शिर का सन्धान 
करना चाहिये । दोनों ने कद्दा ऐसा ही हो, तब देवताओं ने 
अश्चिनीङ्मारों को यज्ञ का भाग मिलने के fet इन्द्र को 
प्रसन्न किया । इस तरह अश्चिनीङुमारोंने यज्ञ के कटे शिर का 
सन्धान क्रिया ॥ २५ ॥ 

चिमदः--इस वर्णन से शब्यद्याख का महत्त्व तथा शत्य" 
कोविद्‌ का सम्मान विदित होता है । चरक में भी यह वर्णन 
हे 1 अश्विनी देवभिषजौ यशवाहाविति ort । दक्षस्य हि शिरदिछ- 
न्न पुनलान्या समादितम्‌॥ ( चि० Go १) 

आष्टास्वपि चायुर्वेदतन्त्रेष्वेतदेवाधिकमभिमतम्‌ | 
आशुक्रियाकरणात्‌ , यन्त्रशस्रच्ताराभित्रणिधानात्‌. , 
सर्वतन्त्रसामान्याच्च॥ २६ ॥ 


प्या PPT PET OPIOID लत 
आशु (शीघ्र) क्रिया करने से, यन्त्र, शत्र, शार और ' 
असि का प्रयोग करने से, तथा अन्य सर्वतन्त्रो के समान 
चिकित्सा इसमें होने से आठों तन्त्रो में यही दाल्यतन्त्र अधिक 
माननीय हे ॥ २६ ॥ 

विमर्ण:--चरक में भी अनेक स्थर पर शल्यचिकित्सा 
का महत्त्व स्वीकृत fen गया हैं । गुढ्मरोगे--त्र धान्वन्तरी- 
याणामाधकार- कियाविधी । वैद्याना इनयोग्याना व्यधद्दोधनरो- 
पणे ॥ उदररोगे--ददन्तु छल्यहत'णा कर्म स्याद्‌ इष्टकर्मणान्‌। 
अर्शसि-तत्राहुरेके wan ade हितमर्शसाम्‌। दाह क्षारेण चा- 

aR दाइमेके तथाग्निना ॥ ( च० चि० अ० १३ ) 


तदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वग्य यशस्यमायुष्यं वृत्तिक- 

रञचेति ॥ २७॥ 

यह शाज्यतन्त्र शाश्वत ( नित्य), पुण्यदायक, रवर्गदायक, 
यदा करने वाला, आयु के लिये हितकर तथा जीविफोप- 
योगी है॥ २७॥ . 

विमर्श--चिकित्सा की एवज में धनादिग्रहण करना 
निन्दित है । झर्ने ये तु वृत्यर्थ चिकि सापण्यविक्रयम्‌ । ते हित्वा 
काजन राशि पाशुराणिमुपासते ॥ ( चि० अ० १) वरमाञीविषविषं 
कयितं तात्रमेव वा । पोतमत्यभिसन्तप्ता भक्षिता वाप्ययोयुटा ॥ 
न तु श्रुतवता वेशं विश्नता शारणागतात्‌। ग्रहीतमन्न पान वा वित्त 
वा रोगपीटितात्‌॥ ( च० Zo अ० १ ) “या पुनराश्चराणा वस्तुमता 
वा सकाझालुसोपद्ारनिमित्ता भवत्यर्थानामवापति” (qo go 
wo ३० ) जाज का चिकित्सक अधिकतर छुटेरा वन गया 
है। शाखरमर्यादा को कौन माने । डाक्टर लोग तो मनुष्य मरा 
पढ़ा हो फिर भी उसकी फीस लेते है और न देने पर सुकदमे 
तक करते हैं । यह अतीव निन्दाजनक है। यदि चिकित्सक 
उदारहृदय होकर सेवा करे तो उसकी सेवा निष्फल नही हो 
सकती । कचिडर्म* कचिन्मेत्रो कचिदर्थः कचिचञ, 1 कर्माभ्यास 
कचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ नार्थर्थ नापि कामार्थमथ- 
भूतवयान्प्रति ! वर्तते यश्चिफित्साया स सर्वमतिवर्तते॥ न हि 
जीवितदानाद्धि दानमन्यदिरिष्यते। सन्निपाता वे मग्नं योऽभ्युद्धरति 
मानव । कस्तेन न कतो धर्म काञ्च पूजा न सोऽ्ति॥ 

ब्रह्मा Tart ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्माद- 

श्विना, अश्विभ्यामिन्टरः, इन्ट्रादहं, मया त्तिह प्रदेय- 
मर्थिभ्यः प्रजाहितहेतोः ॥ २८ ॥ 

इस आयुर्वेद को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने कहा । ब्रह्मा से 
प्रजापति दक्ष ने प्राप्त किया । दक्षप्रजापति से अश्विनीकुमारों 
ने इसका अध्ययन किया। अश्रविनीकुमारो से इन्द्र ने पढ़ा 
तथा इन्द्र से मेने ( घन्वन्वरि ने) पढ़ा। प्रजा के हित के 
लिये याचकरुप में आये हुये तुम सवको मुझे अध्यापन रूप 
से देना है॥ २८॥ 

विमर्शः--शुस्मुख से पदी विधा का शिष्यों में aa न 
करने से वह ऋणी तथा पापभागी होता है । सम्यग्‌ Tega 
दधीत्य यो न प्रयच्छत्यन्तेवासिभ्यः स सछ कणी झ॒रुजनस्य 


महंदेनो विन्दति । 
भवति चात्र 
अहं हि घन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजासृत्यु्रोऽम- 


ध्‌ ुश्रुतसंहिता | 
RS अप: यग पणी 
: अरपरेरुपेतं i ये ब्याधियाँ चार प्रकार की होती हैं-आगन्तुक, शारीरिक, 
ल्याइमळ्रपरेरुपेतं प्राप्तोऽरिम गां भूय 
ie | A TALE . र | मानसिक और आ ieee 
“ देवताओं की वृद्धावस्था, रोग तथा WY को नष्ट करने विमशः--आयुवद से कई तरह स॑ 
‘ x oe हैं। “त्रयो रोगा निजागन्तुमानसा ? तन निजः शारीरदोपसमुत्य , 
दाळा आदिदेव में धन्वन्तरि आयुर्वेद के अन्य अड्डों के साथ 
शल्यतन्त्र का उपदेश करने के लिये: फिर से इस Lat पर आगन्तुर्भूततिषवास्वञ्चिसम््रहारादिससुत्य', मानस पुनरिष्टम्याला- 
अवतीर्ण हुआ हॅ ॥ २९ ॥ रि भाछाभाचानिष्टर्योपजायते । ( च० स? अ० ११) चत्वारो न 
द म्व सवन्ति--आगन्तुआतपित्तश्लेष्मिमिम्ता । विकारा पुनरपरिस- 
बल कर ल उमर के समय de हो ख्येया , . प्रकृत्यधिष्टानलिक्नायतनविकश्यविशेषापरिसख्येयलात 
'उत्पत्ति a 
च भूत रिसमवायः (qo do अ० २०) हेतुभेदेन त्रिविधा व्याधयो भवन्ति, आग्नेया , 
अस्मिन्‌ शाखे pd er Eh सौम्या , वायभ्याश्च, द्विविधाश्चापरे राजसा , तामसाश्च। ( च० नि० 
इत्युच्यते तस्मिन्‌ क्रिया, a $धिष्ठानम्‌ क ` ।अ०१) शाहधरमते चत्वारो रोगाः--स्ामाविकागन्तुककायिका- 
लोकस्य दैविध्यात्‌ | लोको हि ढिविधः-स्थावरो FF | न्हरा रांगा ag किङ कर्मदोपजा । 
wea | द्रिविधात्मक एवाग्नयः सौम्य र 9 | * तेष्वागन्तयोऽमिघातनिमित्ताः । _ शारीरास्न्न 
पद्मात्मको वा । तत्र चतुर्विधो भूतमाम -सं पक पानमूला वातपित्तकफशोणितसन्निपातवैपस्यनिमित्ताः | 
९ तन्न ° चाच = र ~ हर्षविषादेष्य वि 
युजारडजोद्रिड्ञसंज्ञः । क भान, तरा. | सानसास्तु क्रोधशोकभयददषेविषादेष्या5*्यसूयादेन्यमा- 
णमन्यत्‌ | bd हणी pte ode त्सय्यंकामलोभप्रश्नतय इच्छाद्वेषभेदेभेवन्ति | स्पाभा- 
इस आयुवद We १ जर, १ संयोग वि साजरामृर निद्रा ‘| 
आकाश ये पञ्चमहाशूत तथा शरीरी ( आत्मा ) इनके संयोग र i 
है। इसी पुरुप की चिकित्सा की जाती है एवं |. VO शख) साठ, a का त 
ही रीळ कर्मेशछ का अथवा स्वास्थ्य जौर | जे उपपन्न होते हैं। शारीरिक रोग हीन, मिथ्या और अठि 
यह : ५४ 
रोगों का अधिष्ठान है क्यों कि ससार दो प्रकार का होने से | माना ल युक अज्षपाने के कारण कुपित हुए या विपम हुए 
अथवा अग्नि तथा जळ तत्व की अधिकता होने से आग्नेय होते हैं। मानस रोग क्रोध, शोक, भय, हर्ष, निपाद, ईर्ष्या, 
और सौम्य ये इसके दो भेद हें । किंवा पञ्च महाभूर्ता से चनी | TIT मनोदेन्य, मास्ये, काम, लोम आदि से तथा 
होने से यह सृष्टि पज्ञात्मिका हे । इनमें सरपूर्ण प्राणिवर्ग | इच्छा और द्वेष के अनेक भेदोंसे उत्पन्न होते हैं । स्वाभाविक 
स्वेदज, जरायुज ,अण्डज और chat मेद से चार प्रकार के रोग भूख, प्यास, घुद्धावस्था, नयु और निद्रा आदि हैं ॥३३॥ 
| इनमें है ; 7 विमर्शः--यथपि सुश्रुत ने कई जगह वातादि तीन ही 
होते हैं। इनमें पुरुष ie तथा अन्य इसके साधन है दोप पातले ह "तारा एव cna | 
हेतु पुरुष अधिष्ठान है ॥ ३०॥ , टू ट्‌ Ys सम्भवदेव ” (स्‌, 
Frew सामान्यतया पुरुप शब्द से समस्त पशु |...) सवपा व्याथीना वातपिततरेष्माण एव मूलम्‌? (स्‌ 
आदि का बोध होता है तो भी यहां पर पुरुप से मनुष्य का | अ० २४ ) तथापि झल्यतन्त्र इटि से घगोत्पत्ति और घण- 
अहण करना चाहिये क्योंकि आयुर्वेद का. उपदेश Agcy | सन्धान स रक्त की प्रधानता होने से उसे दोपरूप में माना है 
के WAT चरक ने भी६ तत्वोकेसंयोग को पुरुप साना है। | किन्तु वह सर्वसति से दूष्य ही हे । वस्तुतस्तु erage 
सादयदचेतना पृष्ठ धातः पुरुष स्मृत । पुरि शेते इति पुरुष । पुरुष | कत्वाभावात्मकृत्यारम्मकत्वामाव/्व दूष्यतेव शोणितस्य न दोषता” 
के लिये चरक ने लोक ates का भी प्रयोग किया हे । पड धातव | इति गणनाथसेना. । 
समुठिता लोक इति शब्द Tae ( चळशा० ) सत्वमात्मा शरीरञ्च त एते सनःशरीराविष्ठानाः if ३४ 1) 
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत,। लोकरितष्ठति सयोगात्‌ तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ये चारों प्रकार के रोग मन, और शारीर को आश्रि 
a £ < N ’ at 
( व (5.४7 चळ sgt आसव en शुक्र | उत्पन्न होते हैं ॥,३४ ॥ ५ 
का 3 त ह, क्योंकि इन्दी दोनों के योग से ही : {रामन | 
सजीव सृष्टि की रचना होती है। “सौम्य शुमा? तता तयात सम्यकप्रयुक्ता 
तदूदु'खसयोगा व्याधय उच्यन्ते नर 
के a इन रोगों का निप्रह या प्रतीफार देश, कार, चय, मात्रा 


gente (रोग ) कहते उत) मो SS होता है | आदि सयते समु संशोधन, सक्षमन, आहार और 
विमशषे---तन्ठवदेनन्ननिदिषट पुरपोऽधि्नियते, ca काथ- | विरार से होता है ॥ २५ ॥ 
बाइमानसी पीटा, विविध दु एमादभतीति व्याधय । तस्य पुरपस्य | RRR Rnb पञ्चवाशोषनञ्च 
दु दाय सयोगों येषामागन्तुप्रभूतीचा ते व्याधय । अश्वा तस्य gee | TT! चौरूहो वमन कायशिरोरेको5तविलुति. ॥ ( अ० ao ge 
गलत पागा गज जोरात त ha ee ae 
Clee GER :, मानसा = [हारभेदा--- 
ते चतुर्विधाः आगन्तव', शारीराः, :, | मधराम्डल्वणकडतित्तकपायभेदेन पद्विध । भक्षय सोज्य तथा 
54020 मा ७ ee पैय चर्व्य चोष्य Baap ‘afte. । शीतोप्णवीरयंभेदेन द्विविधः, 


सूत्रस्थानम्‌ | ७ 


“'पुञ्चभूतात्मके देहे आहार पाञ्भौतिक ” इति पञ्चविधः ॥ 

प्राणिनां पुनमूलमाहारो बलबर्णोजसाञ्च, स 
षटसु रसेष्वायत्तः, रसाः पुनद्रव्याश्रयाः, द्रव्याणि पुन- 
रोषघयः | तास्तु द्विविधाः--स्थावरा जङ्माश्च। ३६॥ 


प्राणियों की जीवन रचा का सूल कारण आहार ही है- 


तथा शरीर के बळ, वर्ण और ओज ( ४०४7 ) की रछा या 
वृद्धि में भी आहार ही कारण है। यह आहार पड्रसात्मक या 
पढ्‌ रसाश्रयी होता है । रस द्व॒व्यों के आश्रित होते Et 
ओषधियों को द्रव्य कहा जाता है। स्थावर और जडम ये दो 
ओषधियों के भेद हैं ॥ ३६॥ कं ह , 
विमर्शः--'आहार प्राणिना प्राणा ” वर्ण प्रसाद सोस्वर्य 
जीवित प्रतिमा सुखन्‌ gfe पृष्टिबंछ मेथा सवंमन्ने प्रतिष्ठितम्‌॥ 
( च० Zo अ० २७) “एकरसाहार- कर्शनीयाना, सवेरसाभ्यवहारो 
बल्कराणाम्‌?। ओषधिभ्योऽन्नम्‌, अन्नात्पुरुष , अन्नादभूतानि जायन्ते। 
जातान्यन्नेन वर्धन्ते, BRYA AS तस्मात्सवोपधसुच्थते । 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) परीक्ष्य हितमइनीयाददेहों दयाह्ारसम्भव'। 
(च०्यशअ० २८) चरके द्रव्यलघणम्‌-यत्राशरिता TAT कारण 
समवायि यत्‌ । TTL खादीन्यात्मामन कालो दिराश्च द्रव्य 
सग्रहः । सेन्द्रिय चेतन द्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम्‌॥ किद्चिद्योपप्रश- 
मन किख्चिडातुप्रद्धणन्‌ । स्वस्थदृष्ती मत विञ्चित्त्रिविध द्रन्यसुच्यते॥ 
तत्पुनर्रिविध प्रोक्त जङ्गमोद्भिदपार्थिवम्‌ । (च० च० Ho १) 
तासां स्थावराश्चतुर्विधाः-तरनस्पतयो, इक्षा, वीरुध, 
ओषधय इति | तासु; अपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः | 
पुष्पफलवन्तो वृत्ताः | प्रतानवत्य, स्तम्बिन्यश्च वीरुधः | 
फलपाकनिष्टा ओषधय इति ॥ ३७॥ 
इन में स्थावर औषधियों के चार भेद किये गये हैं। 
वनस्पति, वृक्ष, वीरुध और ओपधि। इनमें से जिनके पुष्प 
न हो किन्तु फल आते हों उन्हें वनस्पति, जिनके पुप्प भोर 
फल दोनों आते हो उन्हें दृ, जो फैलने वाळी या गुल्म के 
स्वरूप की हों उन्हे वीरुध तथा जो फलों के पकने तक ही 
जीवित या विद्यमान रहती हों उन्हं ओोपधि कहते हे ॥३७॥ 
चिमर्शः-अपुष्पा अधिधमानपुप्पा इतिडल्दण ,येपा पु'्पमन्तरे- 
णैव फलजन्मेति हाराण चन्द्र । वट, औहुस्वर, पीपल इसके उदाहरण 
हैं। वैज्ञानिक मतसे इनमें भी असंख्य पुप्प होते हैं अतः अपुप्प 
का अर्थ अदृश्यपुप्प यह घाणेकर जी का प्रशस्त है। वीरुध 
का उदाहरण aga ( खीरा ) अळाइ ( लोकी ) हे । वीरुध 
सें तृणजाति ( शारेचुप्रम्टृति ) तथा गुल्म और वल्ली ( गुडच्या- 
दिक) का भी समावेश मानना चाहिये । ओपधि में शालि- 
गोधुमयवतिलसुन् आडि 
जङ्गमाः खल्वपि चतुर्विधाः-जरायुजाण्डजस्वेद्‌- 
BST ॥ ३८॥ 
जङ्गम के भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ये 
चार भेद होते हैं ॥ ३८॥ 


बिमर-जन्ञम्यन्ते गच्छन्ति ये ते जङ्गमा । गर्भावरणं 


जरायु (Placenta with the membranes ), उदधि एथिवा 
जायन्ते इति उद्धिजञा ( Vegetable kangdom 9 

तत्र पशुमनुष्यन्यालादयो जरायुजा. | खगसपंसरी- 
सुपप्रश्रतयोऽणडज्ञाः | कृमिकीटपिपीलिकाप्रभूतयः स्वे- 


~ 


दुजाः | इन्द्रगोपमरडूकप्रभृतय उद्भिज्जाः ॥ ३६॥ 
इनमें पशु, मचुप्य, न्याळ ( व्याप्त सिंहादिं हिंसक पशु 9५ 
आदि जरायुज हैं। पक्षी, सर्प, ( अजगर ), सरीसृप ( सांप, 
मत्स्य, मकर, छिपकली), आंदि अण्डज होते हैं। यूका, fen 
आदि इमि, कीट, चींटी, wale आदि स्वेदज हैं .एवं 


'इन्द्रगोप ( दीरवहूटी ) मेढक आदि उद्धिज् हे ॥ ३९॥ 


7 विमर्शः--मनुस्खति सें जङ्गम सृष्टि के तीन भाग ही किये 
हैं तथा यहां के Shes जीवों का समावेश वहां अण्डज में ही, 
कर दिया है। अन्य अन्थो के उन्निजगण के लिये यहां स्थावर का 
अयोग किया है। अण्डजा पक्तिण सर्पा नक्रा मत्याश्व कच्छपा ।] 
यानि चेवप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ उद्धिव्या स्थावरा सर्वे 
वीजकाण्डप्ररोहिंण । चरके--ओौद्धिदन्तु चतुर्विधम्‌ । वनस्पतिस्तथा 
वौरद्वानस्पत्यरतथौपधि, 1 भेल्सहितायात्र--उद्धिज्ञास्तु तृणल्ता- 
वृक्षवनस्पतय | ; 
तत्र स्थावरेभ्यस्त्वक्‌पत्रपुष्पफलमूलकन्द्निर्यासस्वः 
रसादयः प्रयोजनवन्तः, जङ्गमेभ्यश्चर्मनखरोसरुघि- 
रादयः॥ ४०॥ 
इनमें स्थावर ओपधियों की छाल, पत्ते, पुष्प, फळ, जड, 
कन्द, निर्यास ( गोंद ) और स्वरस कार्य में आते है एवं जड़म 
ओषधियों सें से चर्म, नख, रोम ( वाळ ) और रक्त आदि का 
प्रयोग होता है ॥ ४० ॥ 
विमशे--आजकछ डाक्टरी में aaa, प्लीहा, मजा, 
अग्न्याशय, थायराइड, पेराथायराइढ, यूटेरस, ओवरी, उेस्टि- 
किस्स, सुप्रारीनळ, पेन्क्रियाज आदि के अन्त. at का 
प्रयोग बहुत सफलता से हो रहा है किन्तु भारतीयों ने इस 
दिशा सें अपने सहर्पियों के निम्न वाक्यों पर कुछ भी शोध न 
की lazer भक्षयेदाजमाम पितसमायुतम्‌ | (उ०अ० ४५) मधूति 
गोरसा पित्त वसा मब्नासनामिपम्‌ | विण्मूत्रचर्मरेतोऽस्थिस्नायुः्््गतखा 
खुरा ॥ जङ्गमेभ्य ्रुजयन्ते केशलोमानि रोचना ॥ (च० To अ० १) 
पार्थिवाः स्ुबणरजतमणिसुक्तामनःरिलास्त्कपा- 
लादयः ॥ ४१ Ul 
पार्थिव द्रव्याने सुवर्ण, रजत, मणि, सुक्ता, मैनसीळ, मिट्टी 
तथा कपाळ ( ठिकरी ) का उपयोग होता हे ॥ ४१ ॥ 
विमराः--पार्थिव द्रव्यो से शिलाजीत, सिकता, सुधा, 
हरताळ, लवण, गैरिक और रसाञ्जन आदि भी महत्त्व के होने 
से गणनीय हें । मोती समुद्री sega सीप में से निकलते हैं 
अतः जन्तु है। 
कालकुतास्तु प्रवातनिवातातपच्छायाज्योत्स्नातम शी- 
तोषणबर्षाऽहोरात्रपक्तमासत्वंयनादयः संवत्सर बिशेष्राः॥। 
चिकित्सा हित की दृष्टि से कुछ काळ कृत विशेषताए है 
जैसे वायु का अतिसञ्चार, वायु रहित अदेश, धूप, छाया, 
चाँदनी रात, अणेरा, शीत, उप्ण, वर्षा, दिन, रात, पक्त, 
महीना, ऋतु, अयन और संवत्सर आदि ॥ ४२ ॥ 
विमर्शः--स्वास्थ्यरक्षण, ओपधि सञ्चय, ओपधि निर्माण 
शखकर्म आदि में काळकृत विशेषता उपयोगी होती है । चरक 
ने भी कहा हे-““कालो हि भेषज्यप्रयोगपर्योधिममिनिवतयति?” 
(ao वि० अ० ८) चिकित्सा में भी काल विभाग लाभकारी है । 
यथा-अवात asta, निवातागारमाश्रयेत , वायवश्चन्द्रपाटाश्च 
शीतदाइज्वरापद्दा', न चालेप रात्रौ प्रथु्षीत, पक्षाज्जातरस पिवेत्‌ , 


5 


सुश्रुतसंहिता | 


SSN 


NP 


NPN 


I BR उर e का ~ 
` हसन्ते Bam fiw भरदि Peta वर्षाच शममेव प्रागिवि- | होने से उत्पन्न सर्वरोगों का ग्रहण करना चाहिये। इसी तरह 


कारसमुच्दयात्‌ ॥ 
त एते स्त्रभावत एव दोपाणां स्चयप्रकोपत्रशमप्र- 
तीकारहेतवः प्रयोजनवन्तश्च ॥ ४३ ॥ 

चे सव काळ की विशेषताएं स्वभाव से ही ढोपों के सञ्चय 

प्रकोप, प्रशमन और प्रतीकार में कारण हैं और चिकित्सा 
में उपयोगी ह ॥ ३३ ॥ 
भवन्ति चात्र छोका:-- 
शारीरागां विकाराणामेप वर्गश्वतुर्तिधः | 
प्रकोपे प्रशमे चैव हेतुरुक्तश्रिकित्सके ॥४४। 

शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में यही स्थाव- 
रादि चार प्रकार का पूर्वोक्त वर्ग चिकित्सकों द्वारा कारण 
माना गया हे ॥ ४४॥ 

विमर्श-स्थावर, अङ्गम, पार्यिव और काल्कृत चतु- 
विध वर्ग हे । 
आगन्तवस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि । 
सनस्यन्ये शारीरेऽन्ये तेषान्तु द्विविधा क्रिया ४% 
शारीरपतितानां तु शारीरवदुपक्रमः | 
सानसानां तु राव्दादिरिष्टो वगः सुखावहः ॥४क्षा 

जो रोग आगन्तुक हैं उनके दो अधिष्ठान हैं। कुछ मन 
में जोर कछ शारीर में उत्पन्न होते है! उनकी चिकित्सा 
भी दो प्रकार से होती है । शरीर में उत्पन्न रोगों की 
चिकित्सा शारीरिक रोगों के अनुसार होती हे तथा मन सें 
उत्पन्न रोगों की चिकित्सा सुखदायक शब्दादि वर्ग से करनी 
ठीक हे ॥ ४५-४६ ॥ 

विमर्श--चरक में शारीर और मानल रोग चिक्रित्सा-- 
अक्यान्वत्वीपथे पूर्वा ढैवचुत्तिव्यपाश्रयै । मानतो ज्ञानविज्ञानपेर्य- 
घृतिसमाधिनि ॥ मानस अति षम त्रिवर्गत्यान्ववेक्षणन। तद्वियसेत्रा 
विज्ञाननात्मादीना च सर्वेश ॥ वीथैर्यात्माडिविज्ञान मनोठोषी- 
घव i ॥ 

, एवमेतत्‌ पुरुषो व्याधिरौपधं क्रियाकाल इति चतु- 
यं समासेन व्याख्यातम्‌ ¦ तत्र पुरुपग्रहणात्‌ तत्सम्भ- 
वद्रव्यसमूहो भूता दिरकस्तदङ्गपत्यङ्गविकल्पाश्च त्वङ्सां- 
सास्थिसिरास्नायुप्रशतथः | व्याधिम्रहणाद्‌ बातपित्तक- 
फशोणितसन्निपातवेपम्यनिमित्ताः सर्वं एत्र व्याधयो 
व्यास्याताः | ओपधप्रहणादू द्रव्यरसगुणवीर्यंविपाका- 
चामादेशः | क्रियामदणाच्छेच्यादीनि स्नेहादीनि च 
कर्माणि {व्याख्यातानि | कालभरहणात्‌ सर्वेक्रियाकाला- 
नामादेशः ॥ ४७॥ 

इस मकार घुरुप, च्याचि, जौषध और क्रित्राकाळ इन 
चारों की संदेप सद्यायया कर दी ड । इन में पुरुप शब्द से 
पुरुष की उत्पत्ति करने वाले पत्नमहाभूतान्मक शुक्रशोणिवादि 
तथा उस FRI के अङ्ग ASE के भेद एव त्वचा, सांस, अस्थि 
सिरा, स्नायु आदि का अहण होता है । न्याचि शब्द से वात, 
पित्त, कफ, रक्त और इनके सन्निपात ( समुदाय ) के विषम 


औषध शब्द से ब्य, रस, गुण, ची और विपाक और प्रभाव 
का ग्रहण होता ह। क्रिया शब्द से छेद्य भेद्यादि अष्ट विध 
MASA तथा स्नेहन, स्वेटन च पञ्चक्रमां का अहण होता हं । 
कालशव्द से चिकित्साडि सर्व कार्या के ल्यि जो उपयोगी 
समय हे उस का ग्रहण होता है ॥ २०॥ 

विमर्शा--क्ियाणा स्नेददवमनादीना तथा छेयादीनाव प्रवृति" 
निवृत्ति उपदर्शनकाल क्रियाकाळ दति भानुमत्यान्‌। 

भवति चात्र | 
बीजं चिकित्सितस्यैतत्समासेन प्रकीतितम्‌ | 
सर्विशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥४८॥ 

यहां पर समग्र चिकित्सा शाख का बीज ata से कह 
दिया दे तथा एक सौ वीस अध्यार्यो में इसकी ब्यारया की 
जावेगी ॥ ४८ ॥ 

तच्च सर्विशमव्यायशत पञ्चसु स्थानेषु सूत्रनिदा- 
नशारीरचिकित्सितकल्पेप्वर्थवशात्‌ संविभज्य, उत्तरे 
तन्त्रे शेपानर्थान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ ४६ | 

इन एक at बीस अध्यायो को सूत्र निदान, शारीर, चि- 
fren और करप इन पाँच स्थानों में विषयानुसार विभक्तकर 
द्रोप विषय की उत्तरतन्त्र भें ब्यारया करेंगे ॥ ४९ ॥ 

भवति चात्र | 

स्वयम्सुवा प्रोक्तमिदं सनातनं पठेद्धि यः काशिपांते- 
प्रकाशितम्‌ as स पुण्यकर्मा भुवि पूजितो ties 
शाक्रसलोकतां ब्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने वेदोत्पत्तिर्नाम 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


>-२०-०२००- 


अह्यदेव से कहे हुए भोर काशिपति ( धन्वन्तरी da 
प्रकाशित इस सनातन (नित्य) आयुवेद शाख को जो पढ़ेगा 
वह पुण्यकर्मा ager एथिदी में राजाओं द्वारा पूजित होकर 
मरने पर इन्द्रछोक को ATT करेगा ॥ ०० ॥ 


इति तत्वसन्दीपनीभापायां प्रथमोव्प्यायः । 


SOLO 


ड्वितीयोऽच्यायः | 


अथातः शिष्योपनयनीयसध्वायायं व्याख्यास्याम', ।। १॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥।२॥। 
अद यहां से शिष्योपनयनीय नामक अध्याय का TACIT 
करते हैं। जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने ( सुश्रत के लिये 
कहा था )॥ १-२॥ ° 
बिमझेः--यहां उपनयन झब्द का अर्थ अध्ययन के लिये 
शिष्य का गुरु के समीप आना है । “अध्ययनार्थमाचार्य- 
समीप नीयतेऽनेनेत्युपनयनम्‌” वा शिष्वस्य उपनयनं दीक्षा तद- 
fea इनोऽध्याय सिप्योपनयनीय । gia deer 


अध्यायः २ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | ६ 


PPP ALLL OP LALL LLL LLL LL LL LL LPL PLR LLL" POL LOLA LLLP RR IAD LO PP PPP PPL PPL PPP PP PPP PPL PPL PP NNN 
PPA. ee 


यमस्य नियमस्य च | देवताना समीर वा येनासी नीयते fee. ॥ | 
a BS एयस्येवेति ~ क्र 
| द्यस्य, वेर्यो वेर । शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं 


नदुणनवन प्रोक्तम्‌ । 
शौचाचारविनयशक्तिवलमेघाधृतिस्पृतिमतिप्रतिपत्ति- 
युक्तं ततजिक्वौएदन्ताममृजुवक्त्राक्तिनासं प्रसन्नचित्तवा- 
~ ७ ~ शिष्यमुपनयेत्‌ 
क्चेष्टं sages भिपक 1 अतो विप- 
रीतगुणं नोपनयेत्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन में से किसी एक को जो उत्तम 
FS, योग्य आयु, सुशील, नीर्य, पवित्रता, आचार, नन्नता, 
उत्साह, वळ, मेधा छति, cafe, मति और प्रविपत्ति ( प्रौढता 
जआठियुणों से युक्त हो एवं जिस के जिह्वा, ओष्ट और 
दांता के नयभाग पतले हों तथा मुख, आंख भौर नातिका ये 
सीघे हों और जिसका मन, वाणी और चेष्टाएं प्रसन्न (उत्तम) 
हाँ, जो FST सहन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शिष्य को 
वैद्य ( अध्यापक ) इस शाख को पढावे | इनसे विपरीत शुण- 
वाले चिप्य को कभी भी न पढावे ॥ ३॥ 
विमर्श'--शौर्यगुण sera में उपयोगी हे । चीर्यमाझुक्रिवा 
वैद्यस्य seni शत्यते । मेघा--धारणावती वृद्धिः ! धृति हि-न्ति- 
यमात्मिका।म्छति -दृष्टश्ठनाचुमृताना त्मरणात्त्मृतिर्च्यते। (चरक ), 
“अतुभूतविषयासंप्रमोष स्थूनि । ( योगइन्नम्‌ ), प्रतिपत्ति --अर्या- 
व्वोधआगरमन्पमनुष्ठान॑ वा? 1 
उपनयनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशास्तेषु तिथिकरणमुहूत्तेन- 
aay प्रशग्तायां दिशि शुचौ समे देशे चतुहेस्तं चतुरस 
स्थरिडलमुपलिप्य गोमयेन, दर्भ: संस्तीय्ये, पुष्पैलाज- 
भक्ते रत्नैश्च देवताः पूजयित्वा विग्रान्‌ भिषजश्च तत्रो- 
ल्लिख्याभ्युच्य च दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयित्वाऽस्मिसुप- 
समाघाय, खदिरपलाशदेवदारुबिल्वानां समिद्विश्चतुरा 
चा क्षीरतृक्षाणां ( न्यप्रोघोदुम्वराश्वत्थमधूकानां ) दधि- 
मधुच्रुताक्ताभिदार्वीहौमिकेन विधिना सुवेणाऽऽच्याहु- 
तीजुहुयात्‌ सप्रणवाभिर्मद्दाव्याहृतिभिः | ततः प्रतिदेव- 
तमर्पीश्र स्वाहाकारं कुर्यात्‌ ; शिष्यमपि कारयेत्‌॥ ४॥ 
उपनयन करने वाला व्राह्मण शुभ तिथि, करण, सुहु 
नक्षत्रों में शुभ दिशा तथा पवित्र और समतळ स्थान में चार 
हाथ छम्वा और चौडा चौकोर स्थण्डिछ बनाकर उसे गोवर 
से डीप कर उस पर दुर्भ gmat पुष्प, घान की लाजा 
और विविध रत्नों से देवता, बाह्मण और वेद्यं का पूजन कर के 
पश्चात्‌ स्थण्डिळ पर ऊर्ध्वसुखी लकीरें खोच कर जछ से प्रोक्षित 
कर दुचिग दिदा में बह्मा की स्थापना कर और पास सें अग्नि 
प्रज्वलित करे । खदिर, पछाश ( ढाक ), देवदार और fea 
की अथवा वट, Yer, पीपछ जर महुआ इन चारों क्षीरी 
दुर्वा की adi, शहद और घृत से लिस समिघाओं से दार्वी. 
होम विधि की प्रथा से लकड़ी की दर्वी से अ्श्कारपूर्वक महा- 
व्याहृतियों का उच्चारण करते हुए घृत की आहुति देवे। 
इसके अनन्तर प्रत्येक टेवता तथा ऋषियों का नामोच्चारण 
करते हुये स्वाहाकार अर्थात्‌ आहुति देवे और शिष्य से भी 
आइुतियां दिलावे ॥ ४॥ 


२ go 


त्राह्मणल्यागां वर्णानामुपनयनं कतुंमहंति, राजन्यो- 


सन्त्रवर्जेमचुपनीतमध्यापये दित्येके ॥ ५॥ 

घाह्मण तीनों वर्णो के ऊडकों को उपनयन कर ( शिप्य 
बना ) सकता है, क्षत्रिय दो वर्ण तथा वैश्य केवळ Seq का 
उपनयन कर सकता है। शुद्र भी उत्तम कुल और अच्छे 
Tot वाळा हो तो उसे वेदिकमन्त्रवर्जनपूर्वक तथा उपनयन- 
संस्कार के विना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हृ ऐसा 
कई आचाया का मत हें ॥०५॥ 

wast त्रिःपरिणीयाशिसाक्षिकं fret ब्रुयातू-- 
कामक्रोधलोभमोहमानाहड्वारे्यापारुप्यवैशुन्यातृताल- 
स्यायशस्यानि हित्वा, नीचनखरोम्णा शुचिना कपाय- 
वाससा सत्यत्रतन्नह्मचर्य्याभिवादनतत्परेणा5चश्य भत्रि- 
तव्यम्‌ | मद्नुमतस्थानगमनशयचासनभोजनाध्ययन- 
परेण भत्ता, मत्तियहितेपु वतितञ्यम्‌ । अतोऽन्यथा 
ते वत्तमानस्याधर्मो भवति, अफला च विद्या, न च 
प्राकाश्यं प्राप्रोति ॥ 5 ॥ , 

(आहुति देने के) पश्चात्‌ हुताग्नि की तीन वार प्रदक्षिणा 
कर के अग्निसाचतिपूर्वक शिष्य से कहे कि तुम्हे काम, क्रोध 
लोभ, मोह, मान, अहङ्कार, Sol, कठोरता, पिशुनत्ता ( चुग- 
छखोरी ), असत्य, आलस्य तथा बदनाम करने वाले 
कार्य को छोड़ कर, नख और (शिर के ) वाळ कटा कर, पवित्र 
हो के कपाय वख पहन कर, सत्यभापण, ब्रह्मचर्य और अभि- 
aga ( गुरु को प्रणाम करने की प्राचीन पद्धति ) करने में 
अवश्य तत्पर रहना चाहिये । मेरे कहे हुए या मेरी अनुमति 
लेकर कहीं जाना, सोना, बैठना, भोजन करना और अध्ययन 
करने में तत्पर रहते हुये मेरे !ळये प्रिय और हितकारक कार्य 
करते रहना चाहिये । यदि तुम इसके विपरीत बर्ताव करोगे 
तो अधर्म होगा तथा ( तुम्हारी पढ़ी हुई ) विद्या निष्फल होकर 
कहीं भी प्रसिद्ध न होगी ॥ ६॥ 

विमर्शः-यहां गुरु के ग्रति शिष्य के कर्तव्य को कहा है । 
आयुर्वेद में पक्ष में तीन वार अर्थात्‌ पांच २ दिन मे नख, 
डाढ़ी, केश और लोम काटने का उपदेश हे | त्रि पकस्य नखइम- 
थुकवरोमाणि वर्धयेत्‌ | 

आहं वा त्वयि सम्यग्वर्तमाने यद्यन्यथादर्शा SAA; 
एनोभाग्भवेयम्‌ , अफलविद्यश्च । ७॥ 

(अव गुरु भी अभिसाक्षी कर प्रतिज्ञा करता है कि) 
यदि में तेरे ठीक नियमपूर्वक रहने पर यथाकम से विद्योपदेश 
न करू तो में पाप का भागी होऊगा तथा सेरी विद्या निष्फळ 
हो जायगी ॥ ७॥ 

विमर्शः- यहां fire के प्रति गुरु के कर्तव्य को बनलाया 
गया डे | ate में गुरु-क्षिप्य स्वकतब्यपाळन में कितने ex 
रहते थे यह आज के छात्र और अध्यापकों को सीखना चाहिये 1 
सवत्वरोपिते शिष्ये यरशानन्निर्देशन्‌। धरते दप्टत तस्व दित्यस्य 
वसतो ga: ॥ ( इति कूर्मपुराणे ) 


१० 


ख््ख्य्य्य्््््य्थ्य्य््््म््ण््ययि 

हिजगुरुदरिद्रमित्रप्त्नजितोपनतसाध्वनाथाभ्युपगता- 
नां-चात्मबान्धवानामिव स्वभेपजेः प्रतिकत्तव्यमेवं साधु 
भवति | व्याधशाङुनिकपतितपापकारिणां च a प्रति- 
कर्तव्यम्‌ (at विद्या प्रकाशते मित्रयशोधर्माथकामांश्च 
प्राप्नोति ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मण, गुरु, दरिद्री ( गरीव ), मित्र, संन्यासी, पास में 
नञ्नतापूर्वक आये इये, साधु, अनाथ और अभ्यागत इन की 
चिकित्सा अपने यान्वो की तरह अपनी ओपषथियों से करनी 
चाहिये। किन्तु व्याघ (जाळ से पशु-पत्तियों को फसाने वाला), 
चिदीमार, पतित (स्वकीय आचार भ्रष्ट या महापातकी) और 
पापियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । इस नियम का 
पालन करने से विद्या प्रकाशित होती हे तथा मित्र, यश, धमे, 
अर्थ और कामादि अभीष्ट me होते हैं ॥ ८ ॥ 

चरक में इस विषय का वर्णन विसानस्थान के अध्याय 


३, में हैं। 
भवतश्वात्र--- 
कृष्णेऽष्टमी तन्निधने5हनी द्वे 
शुक्ले तथाऽप्येचमददर्दिसन्ध्यम्‌ | 
अकालविद्यस्तनयित्नुघोपे 
स्वतन्त्ररारक्षितिपव्यथासु ॥ ६ ॥ 
श्मशानयानायतनाहवेपु 
महोत्सवौत्पातिकदर्शैनेपु | 
नाध्येयमन्येपु च येघु fer 
नाधीयते नाशुचिना च नित्यम्‌ ॥ १०॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने रिष्योपनयनीयो- 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


NNN 


कृष्णपक्ष की अष्टमी और कृष्णपक्ष की समाप्ति के दो 
( अर्थात्‌ चतुर्दद्वी तथा अमावस ), इसी प्रकार र ५ 
( अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ), सूर्योदय तथा सूर्यास्त के 
समय, अकाल ( वर्षा ऋतु के विना ) से विजली चमकना 
तथा मेघगर्जन होना, अपने (शारीर) तथा (अपने ) 
सम्बन्धी तथा राष्ट्र और राजा के आपत्काळ में, श्मशान ¥ 
सवारी ( यात्रा काळ) में, वघस्थान में तथा युद्ध के समय, 
महोत्सव तथा उत्पात ( भूकम्पादि ) के दिन तथा जिन Ret 
में ब्राहमण अनध्याय रखते हों उन दिनों मे एवं अपवित्र 
अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 

इत्यायुवेंद्तस्वसन्दीपिकाभापायां द्वितीयोऽध्यायः | 


NN YN ers 


तनीयाऽध्यायः । 
अथातोऽध्ययनसम्प्रदानीयमध्यायं व्याख्यास्याः TET 
यथोवाच भगवान्‌ घनन्तरि: ॥ २॥ 
भव यहां से अध्ययनसम्धदानीय अध्याय का वर्णन करते 


ह। जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
दिया था ॥ १०२॥ (ays के ठिये ) उपदेश 


स॒श्रुतसंहिता | 


eee PP PAPAL PPLAPD LPL LA PPP LLL EPL APPS FSS LEP ALLEL OE OLE LOE 
NNN NN 


विमर्श/--सम्यक्‌ प्रमिनज्य दान सम्प्रदानम्‌, अध्ययन शाल 
तस्य सम्प्रदानमित्यध्ययनमम्पदान तमधिकृत्य कुनमध्य़ायमिति । 
` प्रागभिहितं सबिंशमश्यायशातं wag स्थानेषु | 
तत्र सूत्रस्थानमध्यायाः पदचत्वारिंशत्‌ , पोडशा निदा- 
नानि, दश शारीराणि, चल्वारिंशबिकित्सितानि, अष्टौ 
कल्पाः, तदुत्तरं पट्पष्टिः ॥ ३ ॥ 
पूर्व अध्यायो सें कहा दै कि इस सद्दिता के एक सौ बीस 
अध्याय हैं ये पांच स्थानों मे विभक्त हैं । उन में सूत्रस्थान के 
४६ अध्याय, निटानम्थान के १६ अध्याय, दारीरस्थान फे १० 
अध्याय, चिकित्सास्थान के ४० अध्याय, करपस्थान फे 
८ अध्याय तथा इनके पश्चात्‌ उत्तरस्यान के ६६ अध्याय हैं ॥३॥ 


aaah: {शिप्यनयस्तथाऽध्ययनदानिकः | 
प्रभापणाग्रहरणादृतुचर्याऽथ यान्त्रिकः ॥ ४॥ 
शख्रावचारणं योग्या विशिखा च्षारकन्पनम्‌ | 
'अशिक्मेजलौकाख्यावध्याया रक्ततरणेनम्‌॥ ५ ॥ 
दोपधातुमलाद्यानां वित्ञानाध्याथ एव च | 
कणेव्यघामपक्तेपावालपा ्ण्युपासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिताहितो ब्रणप्रशनो जगाखावश्व यः पृथक्‌ । 
कृत्याकृत्यविधिव्याधिसमुद्देशीय एव च॥ ७ ॥ 
विनिश्चयः श्रविधो प्रनष्टज्ञानिकम्तथा | 
PAC ZIT दूतस्थप्ननिदर्शेनम्‌ ॥ = 1 
पञ्चेन्द्रिय तथा छाया स्वभावाद्वेकृत तथा | 
वारणो,युक्तसेनीय आतुरक्रमभूमिकी ॥ ६॥ 
मिश्रकाख्यो द्रव्यगणः संशुद्धी शमने च यः | 
द्रव्यादीनाच्व विज्ञानं विशेषो द्रञ्यगोऽपरः ॥ १० ॥ 
रसज्ञानं वमनार्थमध्यायो रेचनाय च | 
द्रवद्रञ्यविधिस्तढदन्नपानविधिस्तथा ॥ ११॥ 
सूचनात्‌ सूत्रणाचेव सवनाध्ार्थंसन्ततेः | 
पदचत्वारिंशदध्यायं छत्तस्थानं प्रचक्षते | १२॥ 
वेदोत्पत्ति, श्लिप्योपनयनीय, अध्ययनसम्प्रदानीय, प्रभाप- 
णीय, अग्रोपहरणोय, parquet, यन्त्रविधि, शाख्राचचारणीय, 
योग्यासुत्रीय, चिशिखानुप्रवेशनीय, चारपाकचिधि, अभिकर्म- 
विधि, जलौकावचारणीय, शोणितवर्णनीय, दोषघातुमलचय- 
बुढि विज्ञानीय, फर्णव्यधवन्धविधि, आमपक्तेपणीय, घणालेप- 
नवन्धविधि, ब्रणितोपासनीय, हिताहितीय, sonra, sore 
वविज्ञानीय, कृत्याङृत्यविधि, ध्याधिसमुद्देशीय, अष्टविधदाः 
खकर्मीय, प्रनष्टदाल्यविज्ञानीय, शल्यापनयनीय, चिपरीता- 
विपरीतत्रणविज्ञानीय, विपरीताविपरीतदूतदाकुनस्वप्ननिद- 
इनीय, पश्चेन्द्रियार्थविप्रतिपत्ति, छायाविग्रतिपत्ति, स्वभाव 
चिप्रतिपचि, अवारणीय युक्तसेनीय, आतुरोपक्रमणीय, भूमि- 
प्रविभागविज्ञानीय, मिश्रक, द्व्यसंग्रहणीय, संत्ोधनशमनीय, 
द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकविज्ञानीय, द्रन्यविशेषविज्ञानीय, रस- 
विशेषविज्ञानीय, वमनद्रन्यविकरपविज्ञानीय, विरेचनदव्य- 
विकद्पविज्ञानीय, द्ववद्वन्यविधि और अज्नपानविधि ये सून्न- 
स्थान के ४६ अध्यायो के नाम हैं। आयुर्वेद के सूचन करने 


a: ३] 


सत्रस्थांचम्‌ । 


११ 


'ककककककककककककककककककककककककककककककककककककक DD DS ld III PIR DP 


से, झर्यो के योग्यम्धान पर रखने से तथ्य अर्थ समुदाय की 
SIT करने से दन 2६ Te का नाम सूत्रस्यान देग८-४21 
ख्नाट:-कर्यात्‌ कोई विषय एक- 
Sea का चोघ करा 
दुष्पादि से अनक कप्टक- 


ay} 


ay 
ज्र uy 6 


ui 
५) oy 


"oy 


RU tere re ब्म. 


SRT a ai i 
चन्रविदो faz." ता इस 


न्ना स्कानमन्व्यक् मत्र 
THEE AT का दग दोना दे। जडे ननम 
इतना मात्र कयन करने से सर्वन्यावियों काचूच्रन दो जावा द! 
उउनादर्थवन्वने:--दाराणचन्दकी सुश्रुन में छन्णानाच्चार्थ- 
दि? देखा पाट मानकर खन्वान शब्द का अनुसन्धान या 
अन्वेषण अर्थ क्रिया दे कौर उदाहरण के लिये औषध के अद्य 
दब्य, रख, शु, वीर्य, विपाक और प्रभाव का वोंघ दिया 
औषध यन्द को द्वव्यररक माना और द्र्य रसयुणादि 


विना नहीं dat एवा सनुसन्वान जिया दै 1 


गा Sarees, 


T 


se" 


€ 
44 


डातव्याविकमशासि APART भगन्दरः | 
gedaan मूढो निट्रविः परिसर्पणम्‌ 11 7३ 1 


अन्यिवद्धितुत्र्थकरमश्ञात्र युखगोगिकम्‌ 1 
Ll o~ ~~ * 
दतुलचुणानदशाहन्षदानानीति SEs | १४॥ 


चाचन्याचि, झर्दा, अरमरी, भगन्दर, कुष, TAL, उदर, 
aa, विद्वि, परिसर्ष ( विसर्प areas गोग), ofa 
( अन्थ्ययच्यवुद्गळयम्ड ), ale ( दृदयुपर्दंसरठीपद ), = 
रोग, Goi", नभ और छुखरोग थे ates निदान निदान- 
स्थान के छच्याच दं रंगासचि का देत ( कारण ) तया रोगों 
के oan का निर्देश ( ज्ञापन ) करने से इन खोळ दःब्यात्रों 
को “निद्ानस्थानः के नाम से ee हैं ॥ १3-4४ ॥ 
: विमदार-देवुळच्द से 
जेसा कि अमरकोप में कदा arte 
are रोगवनक कारणों में असाल्ेन्दिवार्थयंयोग, प्रज्ञा 
पराच और परिणाम मुख्य टे । खचग चन्द 
से ब्याधि का ज्ञान दयो (seen धावते व्याधिर्न्नेति 
aa निदान, पूर्वरूप, रूप, उपदत 
रोग भळीभाँति जाना लाता 

| 


4 


ऱ्य 
र 


=. 
न 


é 
च और Bsa 
rod 


A 


"2 


ay 


al 


+ 
{4 


~ 
| 
) he) 


wal 


Gants च | 
गमस्य शरीरस्थ च RATA 2४1 
सिरावर्णनमेव च! 


समनः 


| 


निर्दिटानि दशेतानि शारीराणि महर्षिणा | 
विज्ञानाथ शारीरम्थ भिषजां चोनिनामपि ॥ १७॥ 
सर्वभूतचिन्ता, शुक्रमाणितशुद्वि, गर्भावक्रान्ति, गर्मव्याक- 
रण, बारीरसंस्वाह्याकरण, प्र्येकमर्मनिर्देश/सिरावर्णनविंभक्ति, 
विराव्यवविवि, वमनीव्याकरण और गर्भिगीज्याकरण चे द 
दारीराव्याच आदरणीय gaa भयदान्‌ ने Ga तथा 
योगियों को थरीरज्ञान सम्बद् हो जाय तदर्थ कहे दे 1५०-५ 
विम्र्ण:--आरीर--त्रीत बचच्छरार तत्र भर्व दानं ATER 
दानम्‌ | “इट छरीरं ळीन्तेव क्षेत्रमित्वभिवीयते! । ( गीता ) 
व्याकरण--विवरण या fra | 
farsi cies विज्ञाना4--इस वैज्ञानिक युग में प्राच्य 
झारीर के साथ साथ पाश्चात्य कंग्ग्रत्यग विज्ञान ( Ana 
tony) का ऋष्ययनात्मक आर fears ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान 
अर्यार्थी और राज्यप्रजासन्मानार्थी चिकित्सक के । लिये परमा- 
वश्यक दे । इसके fren आयुर्वेद की तथा वेद्यां की उन्नति हो 
A नहीं सकती । सुश्रत में कदा दइ--चर्रारे चेव are च दृष्टार्थ” 
द्वि्ागद- । इश्श्रुतास्वां सन्देहमवाप्रोद्याचरेल्किया ? | चरकेः= 
पि--भर्दारं सवया सर्व सर्वदा te यो farm saad स 
वात्न्न्वेन डेट 


4h 


(1४277 &ह॥| 
दिक्रगीयों त्रण: स्यो भग्नानां वातरोगिकमू । 
महागतिकमशासि साश्मग्ख्ि भगन्दरः || १८॥ 
ळुट्रानां मह॒तां चापि Ales tes तथा | 
मधुमेदरचिकित्सा च तथा चोदरिणामपि ॥ १९॥ 
मूढगर्भचिकित्सा च विद्रवीनां विसर्पिणाम्‌ | 
अरन्थिवृद्धवुपदंशानां तथा च Gaia ॥ २०॥ 
शुकदोघचिकित्सा च तथा च मुखरोगिणाम्‌ I 
गो फस्यानागतानाळ् निपवो मिश्रकं तथा ॥ २१॥ 
चाजीकरं च यत्त कषीणे सर्वावाधदामोऽपि च | 
नेघाऽऽघुष्करणद्वापि खभावव्याधिवारणमू ॥ २९ ॥ 
निवृत्ततन्तापकर॑ कीचितब् रसायनम | 
खेटोपचौगिकः स्वेदो वमने च विरेचन ॥ २३ ॥ 
तयोर्वर्यापञ्चिकित्सा च नेत्रवस्तिविभागिकः ॥ 
नेत्रवस्तिविपत्सिद्धिन्तथा चोततरवस्तिकः ॥ २४॥ 
निल्दक्रमसंतत्व तथैवातुरसंज्ञकः | 
धूसनस्व विधित्रान्त्यत्वत्गारिशादिनि म्युताः ॥ २४ ॥ 
प्रायश्चितं saad चिकित्सा शान्तिकं च | 
पर्यायास्तस्व निर्देशाबिकित्सास्थानमुच्यते 1 २६॥ 
fata, saan, भम, वातच्याधि, मद्ावातव्याचि, 
अर्म, अरमरी, भगन्दर, छट, मद्दाङछ, _ प्रमेह, म्रमेद- 
पिडका, म्थमेद, उदर, Ferm, विद्रधि, विसर्य ( विसर्प- 
नाडीस्ठनरोग ), ग्रन्थि ( अन्य्बपच्यवुदगळ्यण्ड ), वृद्धि 
(बृदि, see, TAT), AAMT, THU, सुखरोग, शोक, 
अनागतात्राबनतिवेवनीय, मिश्रक, चीणवळीयवाजीकरण, 


सर्वावाघद्यमनीय रसायन; मेघायुप्कामीय रसायन, स्वभाव" 

ब्याविश्रतितेधनीय रतायन; निश्चचसन्तापीय रसायन, स्नेद्दो- 
क्क c सेदावचारणीय चंमनविरेचनसा ने 

सिराव्यथों वमनीनां गर्मिर्या व्याकूवित्तया॥ १६॥ | पयौगिक, स्तेदावचारणीय, रचचसाध्यापद्रव, वमन" 


१२ 


विरेचनव्यापत्‌ , नेत्रवस्तिप्रमाणप्रविभाग, नेन्नवस्तिव्यापत्‌, 
अजुवासनवस्ति, निरुहक्रम, आतुरोपद्रव और धम नस्य कव 
wae इस तरह ये ४० चिकित्सा अध्याय इस चिकित्सा स्थान 
मे हैं। प्रायश्चित्त, रामन, चिकित्सा और शान्तिकमं ये सच 
शब्द परस्पर पर्यायवाचक हैं । इनका व्याख्यान इन अध्यायो 
में करने से इसको “चिफित्सास्थान' कहते हैं ॥ १८-२६ ॥ 
विमशौ--पत्यक्षित्त-- प्रायो नाम तप प्रोक्त चित्त निश्चयः 
' उच्यते | तपोनिश्चयसयोगात्ायश्चित्तमितीर्यते’ ॥ चक्रपाणिदत्तेन च- 
“प्रायश्चिप्तमिति सेपजसंशा, प्राय्चितताद्गेपजस्याऽधर्सकायंव्यायिहर- 
त्वेन | तथा च चग्मेऽपि-'चिकित्सित न्याधिहर पथ्य साधनमौप- 
धस! प्रायश्चित्त प्रशमनं प्रकृतिस्थापनं दितम्‌॥? विद्याद्भेपजनामानि। 
का नाम चिकित्सा--यामि क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातव 
समा । सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्धिषजा स्मृतम्‌ ॥ 'चतुणी 
मिपगादीना शस्ताना धातुवेकृते । प्रवृत्तिर्थातुसाम्यार्था चिकित्से- 
त्यमिधीयते!॥ 'सक्षेपत क्रियायोगो निदानपरिवर्जनस्‌ । या छ- 
दीर्णं शमयत्ति नान्य व्याधि करोति च ! सा क्रिया न तु या व्याधि 
हुरत्यन्यमुदीरयेत'॥ 
अन्नस्य रक्षा विज्ञानं स्थावरस्येतरस्य च । 
सपंदष्टविषज्ञानं तस्येव च चिकित्सितम्‌ ॥ २७॥ 
दुन्दुभेमुषिकाणाञ्न कीटानां कल्प एव च | 
अष्टौ कल्पाः समाख्याता विषभेपजकल्पनात्‌ ॥२८॥ 
अज्नपानरक्षात्रिज्ञान, स्थावरविपविज्ञान, जङ्भमविष 
विज्ञान, सर्पद्टविपविज्ञान, सर्पदष्टविषचिकित्सित, दुन्दुभि 
स्वनीय, मूपिकक्ल्प और कीटकर्प, इस तरह इन आठ 
अध्यायो में विपचिकित्सा की कल्पना होने के कारण इनको 
'करुपस्थान! कहते हे ॥ २७-२८॥ 


अध्यायानां शतं बिंशमेवमेतङुदीरितम्‌ | 

अतः परं स्वनाम्नेव तन्त्रमुत्तरमुच्यते Nt २६॥ 
अधिकृत्य कृतं यस्मात्तन्त्रमेतठुपद्रवान्‌ | 
'औपद्रविक इत्येष तस्याग्म्यत्यान्निरुच्यते ॥ ३०॥ 


इस प्रकार पूर्व अतिज्ञानुसार एक सौ वीस अध्यायों का 
वर्णन किया गया तथा यहा से भागे अपने नाम (से ही “उत्तर 
तन्त्र’ का वर्णन किया जाता है ॥ 
ब्रणों के ज्वरादि उपद्रवों का विचार करने के लिये यह 
तन्त्र वनाया गया है इस लिये इस तन्त्र के प्रारम्भिक अध्या- 
य को 'औपद्रविक अध्याय? कहते हैं ॥ २९-३० ॥ 
सन्धौ वत्मेनि शुक्ले च कृष्णे सर्वत्र दृष्टिपु । 
संविज्ञानाथंमध्यया गदानां तु प्रति प्रति | ३१॥ 
| चिकित्साप्रविभागीयो वात्ताभिष्यन्द्वारणः | 
- पेत्तस्य म्हेष्मिकस्यापि रौधिरस्य तथेव च || ३२॥ 
लेल्यमेयनिषेधो च छेद्यानां वत्मेदृष्टिषु | 
क्रियाकल्पोऽभिघातश्च कर्णोत्थास्तचिकित्सितम्‌ | ।३३॥ 
घाणोत्थानाञ् विज्ञानं तङ्गदप्रतिपेधनम्‌ | 
भ्रतिश्यायनिपेधश्च शिरोगदविवेचनम्‌ ॥ 
चिकित्सा तद्गदानाञ्च शालाक्यं तन्त्रमुच्यते ॥ ३४॥ 


सुश्रतसंहितां 


ree 
"४४५४५ 
PV eee’ 


ser rare OA SIO TAOS TEASE ET CCT 


RAPA LLP LPL LLL LLL 


सन्धि, वतमं, शुक्ल, कृष्ण, सर्वगत और दृष्टि इनके रोगों 
को जानने के लिये प्रत्येक के लिये एथकू २ अध्याय कहे गये 


हैं। इस प्रकार ये ६ अध्याय तथा चिक्रिस्सितप्रविभाग 


घिज्ञानीय, वाताभिण्यन्दप्रतिपेध, . पित्ताभिष्यन्द्शतिपेध, 
शलेप्माभिप्यन्दप्रतिपेध, रक्ताभिऱ्यन्टप्नतिपेध, लेख्यरोग 
प्रतिपेध, भेद्यरोगप्रतिपेध, छेधरोगप्रतिपेध, पच्मकोपप्रतिपेध, 
इष्टिगतरोगग्रतिपेध, क्रियाकल्प, नयनाभिघातप्रतिपेध) कण- 
यतरोगविज्ञानीय, कर्णगतरोगप्रतिपेध, नासागतरोगविज्ञा- 
नीय, नासागतरोगप्रतिपेध, प्रतिश्यायप्रतिपेध, शिरोरोगविज्ञा- 
नीय, शिरोरोगप्रतियेध इन २६ अध्याया को “शालाक्यतन्त्र? 
कहते हैं।अर्थात्‌ इनका “शाळाक्यतन्त्र' म समावश हे ॥३१-३४ 


नवग्रहाकृतिज्ञानं स्कन्दस्य च निपेधनम्‌ ॥ ३५ || 
अपस्मारः FAA रेवत्याश्च पुनः पृथक्‌ | 
पूतनायास्तथाऽन्धाया मरिडका शीतपूतना 1! ३६॥ 
नेगमेपचिकित्सा च म्रहोत्पात्तिः सयोनिजा | 
कोमारतन्त्रामत्येतच्छारीरेपु च कीत्तितम्‌ ॥ ३७॥ 


नवग्रहाक्ृतिविज्ञानीय, स्कन्दग्रहप्रतिपेध, स्कन्दापस्मा- 
रम्रतिपेध, घाकुनिप्रतिपिध, रेचतीप्रतिपेध, पूतनाप्रतिपेध, 
अन्धपूतनाप्रतिषेध, शीतपूतनाप्रतिपेध, सुखमण्ढिकाप्रत्िपेध, 
नेगमेपप्रतिपेघ, अहोत्पत्ति, योनिव्यापअतिपेध एव शारीर- 
स्थान में चर्णित whofe, गर्भावक्रान्ति आदि 'कोमारतन्त्र' है । 


विमर्श---आयुर्वेदिक 'कौमारम्हत्य' में योनिव्यापच्चिकित्सा 

(Gynecology) , असूतितन्त्र (Midwifery) और याल 
रोग चिकित्सा ( Paediatrics) इनका समावेश होता ह। 
डाक्टरी में ये तीनों विभाग स्वतन्न हे । हार्रातसहिदोक्त-कुमार- 
तन्नन्याख्या-- गर्भो पक्रमविशान ख[तकोपक्रम तथा। वालाना रोगश- 
मन क्रिया वाळ'चा Peay ॥ “श्रीयणनाथसेनजी ने प्रसूतितन्त्र 
को “शारीर? से तथा सूढगर्भचिकित्ला को 'शह्यतन्त्र' मे ससा- 
विष्टकर प्रसूतितन्त्र को ‘Stare से भिन्न माना है । 

ज्यरातिसारशोषाणां गृल्महद्रोगिणासपि । 

पाणइनां रक्तपित्तस्य मूर्च्छांया. पानजाश्व ये | 

दृष्णायाश्‍छुदिहिकाना निपेधः श्वासकासयो: 5 

खरभेद्चिकित्सा च छम्युदावत्तिनोः प्थक्‌॥ ३६॥ 

विसुचिका5रोचकथोमूत्राधातविकृच्छयो: | 

इति कायचिकित्सायाः शेषमत्र प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४० ॥| 


ज्वर, अतिसार, शोप, गुल्म, हृदयरोग, पाण्डुरोग, रक्त- 
पित्त, मूर्छां, पानात्यय, acon, छुदिं, हिक्का, श्वास, कास, 
स्वरभेद, कृमिरोग, saad, विसूचिका, अरोचक, मूत्राघात 
WARE इन शेष काय रोगोंकी चिकित्सा का इस 'उत्तर- 
aa के ३५ चें अध्याय से ५५ वें अध्याय तक वर्णन कर 


दिया है ॥ ३८-४० ॥ 


अमानुषनिपेघञ्च तथाऽऽपस्मारिकोऽपरः | 
उन्माद्प्रतिपेघश्च भूतविद्या निरुच्यते || ४१ ॥ 


अमालुपोपसर्गम्रतिषेध, अपस्मारप्रतिपेध और उन्मादः 
ग्रतिपेध इनको “भूतविद्या? कहते हैं ४१ ॥ न 


Sapa: 2 } 


सत्रस्थांतम | 


१3 


er CE SS RRR 
OL LOLOL OL LLL PLP LLLP OPEL EP OPEL LOL PL PLL OP OL ELLE OOO ee तक, PLL PP OL OL LDL LOLOL LOL LLLP PL LPP POLLO PELL LL LL LEE 


रसभदा स्वम्थवृ्त चक्तवन्तान्त्रिकात्य याः | 
दोषभदा इति ज्ञेया चव्याचास्तन्त्रमपगा' ॥ ४२॥ 
when, ems, तन्त्रयद्धि जर saath 
क्य ये चार अध्याय ‘Sura’ के नूपगभूत दें ॥ 23 ॥ 
PEAS होवचन्त्रमाहुमंहपेचः | 
वहर्थलक्यदाच्छे परम त्तरद्ापि पत्चिमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सद्र्षियों ने इस तन्त्र को Ae होने के कारण “उत्तर 
law कहा दे क्योंकि इस तन्त्र में अनेक झाळाक्या 
वन्त्रों क क्यो का सङ्रह द! पश्चिम कयान्‌ अन्तिम 
कारण भी इसे Sas कहते हैं | ४३ ॥ 
शालाब्यनन्त्र कोमारं चिकित्सा कायिक्री च या | 
Wats चत्तारि तन्त्रे तृत्तरसंनित ॥ ४४॥ 
वबाजीकरख़िकित्सासु रतायनविधित्तया | 
पुनः कल्पाः शन्यन्नानं समन्ततः ॥ ४५ Ul 
इत्यप्राक्षमिद्द तन्त्रमादिदेवप्रकाशितम्‌ | 
विविनाऽधीत्य चुक्षाना मवन्ति ग्रागदा भुवि ॥ ४६ ॥ 
शालाक्यतन्त्र, कोमारतन्त्र, कायचिकित्सा और भूतविद्या 
ये चार विषय “उत्तरतन्ऋ में वर्णित हैं । वाजीकरण और रसा- 
अनविधि “चिक्रित्यास्थानः में वर्णित दे । Gere में विष- 
तन्त्र का वर्जन है चौर ames वर्गन सर्वत्र क्रिया 
@ 1 इख avg जादिदेव ( भगवान्‌ घन्वन्तरि ) दारा ग्रकारित 
इस auras ( सुश्रव) को यथाविधि पदढकर Beate 
का प्रयोग करनेवाले waa (aa) संसार में रोगियों के 
आग्रचक eta 1 ९४-४६ ॥ 
wpa, अधीत्य च कमप्यवश्य- 
सुपासितञ्चम्‌ ; उमयन्नो हि भिषग्‌ राजार्हा भवति 11235] 
इस तन्त्र को अवन्च ही पढ़ना चाहिये सुव पब्कर 
प्रत्यक्स ( रसरसायन-निर्माण, चीरा-काडी तथा कायचि- 
कित्सारूप कार्य ) भी नित्वय करना चाहिये क्योंकि उभयन्ञ 
कर्यात are at कर्माचुभवी वेब दी राजाओं की चिकित्सा 
% ane दाने से सम्मानित होता = eon 


भटान्त STA 
ळवळलशातत्रव: कमन्यबपाराना्रतः 1 
प्राप्य आप्य भीररिगदवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कमसु निश्णातों घाष्टर्थाच्छाद्मवदिष्कतः | 


FEE 


fron नहीं दे चइ रोगी के चिकित्सार्थं जानें पर कर्वन्याकर्व- 
कार्य में व्यामोह को माठ होवा 

में लाकर घतरा जाता दे। इसी तरह 
aa निरन्वर कर्मोपासनाजन्ध maa से प्रत्यक्ष कर्म 
fan a किन्दु झा््रीवज्ञान में aa हो उसकी 
सह्ूनों ( far वेधो) में पूजा नहीं होती दे। ओर वड 


जौ 


राजा से वघ का दण्ड पाने क योग्य हं। थे दोनों प्रकार के 
व्यक्ति ( चिकित्सक ) अर्थात एक ara में निपुण किन्तु 
क्रिया सें afraa और दूसरा क्रिया में निपुण किन्नु द्यात में 
अनिपुण मुक २ पग्द को 'घारण करने वाले दो पक्ती की तरह 
आधे वेद (ज्ञान) का जानने वाळे समय पढ़ने पर अपने 
अपने कार्य में असमर्थ और अत्रोग्य प्रमाणित होते हैं ॥2८-५०॥ 
आमध्याउनतकल्पानतु शब्ाशनावधोपमा: | 
भवन्त्यज्ञरुपद्वतास्तस्मादतान्‌ विवजंवत ॥ ४१ ॥ 
aaa के समान प्रभाव करने वाली ओषचियां (चिकरि 
त्सोपयोगी समस्त द्रव्य ) मूख Sat के द्वारा दी जाने पर अन्तर, 
aa (fea) और विपके समान नुकसान करती हैं इस 
fea इन ( उपर्युक्त काच ज्ञान रहित मूर्ख चिकित्सकों ) का 
परित्याग करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
विमर्ना-झुछ थीक्ाकारों ने “पुनान विवर्जयेतः” इसका अर्थ 
aman प्रयुक्त ओषवि क्रिया है वह भी दीक दे जसा कि चरक 
में लिखा दे-यथाविषं यथाछळ वयाशिर्नियैया ! 
तथावयम विदातमद्धत यया ॥ 
योगादपि विध ताक्षामुत्तम *पन भतेत्‌ 1 
मेघजं चारि टक diet सन्मते Frain 
{ च० खू अ० १) 
चरके मूवेधनिन्दा-श्ुतदषठक्रिवानाळमाचाडानवदिव्कृदा । 
वर्जनीया दि ते बृत्वीश्वरन्तोऽ्नुचरा नवि ॥ 
सेद्ादिष्वनमिन्ना ये छेय़ादियु च कमल | 
ते निहून्ति जनं लोसात्‌ geen नृपदोषतः ॥ ५२ ॥ 
जा चच्च स्वंहन-स्वदनपूत्रक पञ्चक्रमा म ओर ga, भेद्य 
आदि अश्रविध दाखकर्म करने में असमर्थ दे वे वेद्य ( द्रब्य 
के) लोभ से ( चिकित्सा Raga होने पर) मनुष्यों को 
मार डालते हें । प्राम' राजा के दोष से हदी gaa का जन्म 
(प्रचार ) होवा ह ॥ ७२ 1 
विमर्भ;--राजा ऐसे चिकित्सकों को चिकित्सा न करने दे 
और करें तो भारी दण्ड देव तो कदापि संसार में Fat का 
अचार न हो। वर्तमान में प्रतिदिन समाचार-पत्रों सं झूट 
विज्ञापन तथा सड़कों पर मज्ञमा ळगाने बाले एवं अद्टाङ्गायु' 
ईद में प्रत्यक्ष-क्रियाशन्य लोगा की भरमार दै। इसी से 
आयुर्वेद बदनाम है । यदद वर्तमान शासन-ग्रणाळी का दोप ह । 
यस्तृभयन्गो मतिमान्‌ स समथ!5थंसावन | 
आहवे कमे निर्वा tae: स्यन्दनो यथा ॥ 2३ || 
जो वैद्य चाक और raga को भळी भाति जानता हँ 
और साय साथ मतिमात्र (ऊद्घापोहद्षन सहज चुदियुक्त) भी 
है वहीं सुचिक्रित्वाल्पी अथ ( प्रयोजन ) के साधन में समथ 
सकता ह Sa दोनों पदियोवाला रय चुड सं काय करने 
में समर्थ होता 


विमर्शः--अर्थलाघन से आयुर्वेद के दो मयोजन ग्रुद्दीत 
होते हैं। ‘sem त्वात्य्यरवणमातुरन्व विकास्मश्मनक्ष? 
चिढित्सा में सफळठा प्राप्त करने के लिये चिकित्सक को केवलं 
शान और कमाम्यास में ही निपुण दोना पर्वास नहा द fig 
aha दोना भी आवश्यक डे । FERS 


कि 


१४७________.__>2-पफपफक्‍कप्प्प्प्प्प्फ्प्प्फ्फ्फ्क्क्प्प्प्प्प्प्प्प्स््यि v 


ज्योतिः प्रकाञार्थ दर्शन घुद्धिरात्मन । areal भिषक सयुक्ताथ्या 
चिकित्सन्नापराध्यति ॥ ( स्‌० अ०९) 
अथ वत्स ! तदेतदध्येयं यथा तथोपधाग्य मया 
प्रोच्यमानम--अथ शुचये कृतोत्तरासङ्गायाव्याकुला- 
योपर्थितायाध्ययनकाले शिष्याय यथाशक्ति गुरुरुप- 
(दिशेत्‌ पदं पादं शोक बा । ते च पदपावश्होका भूयः 
क्रमेणानुसन्वेयाः | एतरमेकैकशो घटयेदास्मना चालुप- 
ठेत्‌। अद्रतमविलम्वितमविशङ्कितमनङुनासिकं व्य- 
क्ताच्रमपीडितवरणेमचिश्रूत्रौएहस्तेरनभिनीतं सुसंस्कृत 
नात्युच्चर्नानिनीचेः a a a 
व स्तरेः पठेत्‌ । न चान्तरेण कञ्चिद्‌ 
बजेत तयोरधीयानयोः ॥ ४४ ॥ 
हे वत्स सुश्रुत fra विधि से इस आयुवद झाख को 
पढ़ना चाहिये वह दिधि में चतळाता हूँ उसे श्रवण कर हृदय 
में धारण करो। गुरु का कर्तव्य हे कि वह शोच, स्नान सन्ध्या- 
दि नित्यकमा से पवित्र हुये, उत्तरीय वख धारण क्रिये हुये, 
अन्याङळ अर्थात्‌ शान्त चित्तवाले तथा अध्ययन के समय 
पढ्ने के लिये उपस्थित हुये शिष्य को ण्थाशक्ति पद्‌ ( श्‍लोक 
का एक छोरा अवयव ), पाद ( श्‍लोक का चौथा भाग) 
अथचा पूरा शळोक पढाचे। तदनन्तर पढाये हुये पद, पाद 
और श्लोक को चार वार क्रम से एक साथ मिला 231 इस 
प्रकार एक एक छात्र को (या श्छोक को) पढावे पश्चात्‌ 
स्वय पढे । न अधिक शीघ्रता से, न ज्यादा विळम्त से तथा 
frag हो कर अचुनासिकोच्चारण न करते ( घृ वे की तरह 
न वोळते ) हुये स्पष्ट शव्दोच्चारणपूर्वक, अक्षरों के ऊपर 
अधिक जोर न ल्या कर ( अर्थात्‌ मध्यस्वर से ) तथा नेत्र, 
wea, ओए्ट तथा हाथों से किसी प्रकार का विकृत भाव 
( दास्य, कटा्तादि ) न दिखाते इये, सुसस्क्रत ( अनुस्वार 
विसर्गादि सहित ) रूप से, न बहुत जोर से और न अधिक 
धीरे स्वरों से पढ़े एव गुरु और सिष्य के अध्ययन करते समय 
दोनों के मध्य से कोई न जावे ॥ ५४ ॥ 
विसर्शा-यहाँ पर घाचोन पठन-पाठन विधि का वर्णन 
किया गया हे । प्राचीनकाळ में आजकल के समान पुस्तके 
नही रहती थीं । इसलिये सम्पूर्ण दाख कण्ठस्थ करने पडते 
थे और इसोल्यि उपर्युक्त विशिष्ट पडति से अध्ययन करना 
पड़ता था। अन्तरायमनेऽनध्याय -पशुमण्डूकमार्नारश्वसर्पनकुठा- 
सुमि । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशन्‌ ॥ (ननु०अ० ४-१०६) 
भवतश्वाच-- 
शुचिगुरुपरो दचस्तन्द्रानिद्रानिवर्जितः | 
पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शाखरान्तमाप्नुयात्‌ ॥ ५५॥। 
शौच-स्नानादि से पवित्र, गुरुभक्त, दक्ष, aes तथा निद्रा 
से रदित हो कर जो छात्र इम विधि से wa करता हे वह 
शाद में Wee हो जाता हे ॥ ५० ॥ 
वाकूसौछवेऽर्थवि्ञाने प्रागल्म्ये कमनेपुणे | 
तदभ्यासे च सिद्धौ च चतेताध्ययनान्तगः ॥ ५६ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽ 
नाम वृतीयोऽश्यायः ॥ ३ ॥ 


mension 


| 


॥ 
ध्ययनसम्प्रदानीयो 


सुश्रुतसंहिता | 


Teer 


अध्ययन के अन्त ( पार ) जाने का इच्छुक छात्र सदा 
वाणी के dea (अर्थात्‌ स्पष्टोच्चारण और हित-मधुर भाषण) 
में, अर्थविज्ञान में तथा aed तथा कियानेपुण्य 'प्राति मे, 
ma के अभ्यास और चाग्छितार्थ की सिद्धि में सदेव प्रयत्न 
करता रहे ॥ ५६॥ 

इत्यायुर्वेदृतस्वसन्दीपिकाभापायां ठृतीयोऽध्यायः । 


SUR 


'चतु्थोऽध्यायः | 
अथातः प्रभापणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव यहां से प्रभापणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
क्रिया जाता हे | Sar कि भगवान धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 

विमर्शा--पढ़े हुये शाख का विशेष ध्यान से अर्थाचुस' 
न्घानपूर्वक जो व्यारयान किया जाता है उसे 'प्रभाषण' कहते 


ह । अधीतशाक्षस्य प्रकपेंगार्थानुसन्थानपूर्वक व्याख्यान प्रभाषणम्‌ । 
तदथिङ्कत्य कृतोऽध्यायस्तम्‌। 


अधिगतमप्यध्ययनमप्रभाषितमर्थंतः खरस्य चन्द 

नभार इव केवलं परिश्रमकर भवति ॥ ३॥ 

सम्पूर्ण पढ़े हुये ata को फिर से उसका तत्त्वरूप में अर्थ 
न जाना जाय तो वह गर्दभ के पीठ पर रखे हुये चन्दन के 
भार की भांति परिश्रमकारक या निरर्थक होता है॥ ३॥ 

भवति चात्र 
यथा खरञ्चन्दनभारवाही 
भारस्य वेत्ता न तु चन्द्नश्य | 
एवं हि enfin चहुन्यघीत्य 
TAY मूढाः खरवद्दहन्ति ॥ ४ ॥ 

जिस तरह चन्दन at लकडी को वहन करने (ढोने) 
चाखा गद॒द्दा केवळ उसके भार का ही ज्ञान रखता है किन्तु 
चन्दन ( की सुगन्ध और शीतादि आह्वादजनक गुणों) को 
नहीं जान सकता उसी प्रकार अनेक Aral का अध्ययन कर 
लेने वाले किन्तु उन mats तात्विक अर्था Hae पुरुष 
( छात्र ) केवळ उन गदहों की तरह अन्यभार मात्र के 
चाइक हे ॥ २॥ 

तस्मात्‌ सबिंदामध्यायशतमनुपदःछोकमतुचर्णयित- 

च्यमनुश्रोतव्यञ्च | कस्मात्‌ ? Gear हि द्रव्यरसरुण- 
वीयविपाकदोपधातुमलारायमर्मसिराखायुसन्थ्यर्थिग- 
भसम्भवद्रव्यसमूहविभागास्तथा प्रनष्टशल्योद्धरणन्रण- 
विनिश्चयमग्नविकल्पाः साध्ययाप्यप्रत्याख्येयता च चिका- 
राणामेचमादयश्वान्ये सह्जशो विशेषा ये विचिन्त्यमाना- 
बिमलविपुलबुद्धेरपि बुद्धिमाङलीङयः कि पुनरल्पवुद्धेः! 
तस्मादवश्यमनुपद्पादःछोकमनुवर्णयितव्यमनुश्रोतव्यद्ध।। 

इस fea एक सौ वीस अध्यायों के एक एक पद, एक एफ 
चरण जौर प्रत्येक रोक का गुरु वर्णन (अर्थसहित व्यारयान) 
करे और शिष्य श्रवण करे क्योकि स्थावरादि द्रव्य, मधुरा- 


ॐ 
श्याव हु पू Fae थानम 
“alae 7-८ 1 FAIZ 
4 > 
Po PSPS een Ao IPSS SEBO RENN RE SEES SEE Mn ESR ERE 
WE a FFF LL ES FE FPN PL PFS FPF FF MN TF PE PLE PE FPP FE PN NP LL 


स्टादि रस, शुर्वादियुय; शीतोप्यादिवीर्य+ भघुरादिविषाक, , तमोळी, भिस्ती,आदि भी अपने को चिविस्सक घोषित कर 


ws 


बातादि दोष, र्सरकादि घाट. galas, an के | देने # तथा ये अज अनेक पोवे तथा chat जुदा कर भब्य 
aia (sara) तथा मर्म, मिरा, सनायु, aPa. aha, | दवासखाना खोज देते दे 


चाना खोल देते हैं । इसी से व्ययुर्वद अवेज्ञानिक नाम 
a 
| रात्र 


@ 

Ud ar « = aa & we ew 2, क्या 
शुकानवादि गर्मोाच्यादक Sse धुर्वे प्रनष्ट याच्य का आह- ' से कछठ्ित द! ara ऐसे वयों की निन्दा ळरता दे। “भब्य- 
PS Se >~ नथा Ss > सातच नाडी = >, पकत्देरव डोळ a 1 5 age a छान्ने 
रग, घर का विनिश्चय, अग्न के सेद ठया रोगों के सातये, ' राडौपवेः Garg । वेबबब्ठ लभन्ते ये a 

~ re 3 ae ae oo 


याप्य और प्रत्यान्थेप्रता तथा इन के अतिरिक्त cant चच्म 
विषय होते दे जिनका Se विचार करने पर raz (निर्मळ) 
श्र 


! ऐसे चिक्रित्तर्का को फांसी दे देनी चाहिये S 
द Laz 
कौर fice (विशाळ ) घुडिवाठे मनुष्य की बुद्धि को मी  अर्मनोडिदाः | तितदुव्ला जितात्नानत्नेन्यो निर्य इर्त नमः ॥ 


< £] 


्पवेनत्रमीर रं साश्चुतं पोष्कलावतम्‌ 1 
= ° ध मूलान्वेतानि निर्दिदोन्‌ c~ 
झोपायां शज्यतन्त्रागा मूलान्वेतानि निर्दिशित्‌ ॥ ६॥ 
इति सुश्रतसंहितावां Barat प्रभाषणीयो 
नामचतुर्थोडव्यायः ॥ ४॥ 


eo LLY yo 


७, A? 
त्स 
vl 
4] 
ay 
a? 
है| 
“f 
al 

4 द] 

१ पॅ 2 
4 
oh 
a 
~ 
Al, 
A) 
7 
hose I 
| 
न 


दी क्या दे 1! झन एवं आचार्य निश्चय दी एक ३ पद, पाउ नथा 
THe का वान करे दोग शित्च aan करे 1 ण वा 
~ o र्थानाविद्रोपनीतानामशतर ~ Ll ia 
अन्यशात्रोपपन्नानां चार्थानामिद्दोपनीतानामश्रव- 
शाचेषां तद्रिद्ेथ्य एक व्याख्यानमनुश्रेतव्यप्‌ | कम्मों- 
ha माचे ~ . स्ञ्श्रान्रागामवरोव hs 
ह्यकास्मन्‌ ३ श्य, सन्शान्रागानमवरावः न र fees र 
agai, ata, aaa आर पॉप्कळावत य चार 
eo € २ ® 
तन्त्र अन्य ) सवे अत्यतन्त्रों के मूळ ( प्रधानतया 
EW, I ° 
विमर्भ--भन्य विज्ञान में दत्ता प्राप्त करने के RA इन 
चार ठन्त्रा को eat चाहिये परन्तु सेद दे क्रि ये चारों तन्त्र 
Py Ld a 
अप्राप्य दूँ । वर्तमान पनिसंम्दत सुश्रुत ‘Giga ara से भिन्न 
दट बह भी इसी ces से निर्विवाद सिछ होता दै । 


प्रयोजनञ्च चढी खिले हुये अन्य झास्रों के अर्थो को टन 
शन्नो के विशेषज्ञों से ही श्रवग करे क्योंकि पक आख्र में 


क 


अन्य आावरयक् सब झात्रों का विस्वारलप से sata करना 
z 


ee ere see ~ = ~ 


इच्याचर्वेदतत्त्वयन्दीति € 


भत्रन्ति चात्र— 
एकं शात्त्रमवीयांना न विद्याच्छाननिशत्रयम्‌ | इव्याचुर्वेदतत्वमन्दीगिकाभावायां चतुर्थोंड्थ्यायः ॥ 


तस्माद्वद्वत्रुतः शास्र विज्ञानीयाशिकित्सकः ॥७॥ ne 
केवळ एक शाख को पदनेवाछा मनुष्य उस आख के adits: 
सिद्वान्तों को नी ठीक नहीं जान सकता दे अतएव चिकित्सक | पञ्च माऽध्यायः | 


4 


आवश्यक अन्य दाना का अयर अत्वयन कर पश्चात इस 


र्क Ret 

ik क का eae ie बथोवाच भगगन्‌ धन्तन्तरिः ॥२॥ 
विनज्ञा-त्रायुवद्त द्याच में पूर्ण पाग्डित्य oe करने के | sca पद aac a बच्याच 

लिने sari छात्र को er जावश्यक झात्र प्रथम पद लेना (TS दरश चासक अच्याय aT 

चाद्ये 1 earn, सादित्य, न्याय तथा ater का ज्ञान | क्ते दे। जला कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छिव 

संस्कृत की दृष्टि से व्या रसभात्र की उन्छर्षता के दिये रखा | कदा था॥ TR 

qarivg ( 022८४४75 ) पदार्थविज्ञान के fea भौतिकवि- | fast eral देषा यन्त्रशत्रादीचां तान्वधीः 

ज्ञान ( £575८5}, द्वव्यगुग ore के ढिये वनम्पति्ास्त्र | पदरणानि तान्वविडत्व कृतोऽव्यायोऽओोण्डरगीवस्वमिति चकः ! 


अथातो5ग्रोपहरणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 


( 2५० ) तथा च्ारीरथात्र कौर 4८४०5 Sci के ' त्रिविधं कर्म पूर्वकर्म, प्रधानकर्म, पञ्चात्कर्मेति | 
जिवे जन्तुना ( Zoology) पढ़ना तर्री द | | agate प्रति प्रत्युपदेद्यामः ॥ दे ॥ 
| 


शाखं गुरुमखाट्रीरगमादाचापान्य चाळत । 


2 2. ae कर्म वीन प्रकार का होता है! पूर्वकर्म, प्रधानकर्म और 
यः कम Sed वदय: ख बंद्याडन्य तु वस्तरा: 1 5 ॥ 


पश्चात्‌ कर्म तथा इन का उपदेश प्रत्येक व्याधि के वर्णन करते 
गुरु के सुख से कदे हुये AA को पद कर तथा अनेक वार | समत्र क्रिया जावया ॥ ३॥ 
उसका अन्या मक और क्रियात्मक अस्यास ( अनुभव) कर विमर्दः लदवनाद्रिपिरेळान्त पूर्वकर्म व्रणस्य च । पाठनं रोपण 


= « ~ a a 2 at 3 - शि व 
के चो चिळिसारळपी कार्य करता दे वदी वद्य दे इसके विपरीत | बच्च प्रधान कर्म दत्ल्तम.॥ वळवर्णाग्निकार्यन्तु पश्चाक्तमं समादि- 
अन्य़ सब चोर हैं ॥ ८1 झुत?॥ प्रवानकर्मकटालुवृत्तिक्र कर्म पश्चात्कमी उति दागतचन्द्रः | 
grat में भी तीन कर्म मघान दें।छंवन, विरेचन, वस्ति 
तथा झखकर्मत्थानसभोघन ( 8४९८11०8६107 ) इन्हें पूर्वकर्म 
{ Preparation of the Pationt) कहते हैं। प्रधान कर्म 
झाउदादा दावन्‌! अरुणाद आव इति ठा झाकद। “बिक | हूँ तुल्य खरकिया दवे बिले Main operation sea = aftr 
दिः canna? oie लोचनं शाकं वस्व नास्यन्व एव सः। ¦ ठोयचारादि उपाय तथा बगचिकित्सा पश्चात्कर्म Alter treat 

arase अविकवर हिन्दी के अन्या को वांच कर Set, | ment दे। 


गान Sete चाळन्‌। sagas उर्मार्यक्रामादीना 


१६ सुश्रुतसंहिता | 


ITIP 
IID iii PD LS. 


अस्मिन्‌ शाखे शाबकर्मंप्राथान्याच्छत्रकर्मेव तावत्‌ 
पूर्वमुपदेच्यामस्तत्सन्भारांत्र Ul ४॥ 


saad तथा उसकी सामग्रियों का वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥ 

तथ शत्रकर्माऽष्विधम्‌ । तय्था-छेद्यंः Ha, 
लेख्य, वेध्यम्‌ ; एप्यमू ; आह्ययप्‌ , विखाव्यं, सीव्य- 
सिति॥ ५॥ 


Jag घनत्रकरम आढ प्रकार छा होता है। जसे-छेदन, भेदन, 
लेखन, वेधन, एषग, आहरण, विखाचण और सींचन 1० ७ 
विसर्न --शककर्न मेद सुश्रुत ने अष्ट तथा चरक ने एपण 
और आहरण को यन्त्रकर्म मान कर Tara ही माने हैं । 
पाटन व्यवरन चेव छेदन लेखन तथा । प्रोन्छन सीवन चेव 
aid aeedt तद | (a चि ॐ २५) | छेदन (Ex 
cision १--क्राट कर अलग कर देना, जेसे-अर्थ, चर्म- 
कील और भगन्दर । छित्रा मगस्ढरा ahs उ्ेरिममन्तिळळा- 
ey? | सैदन (Incision —चीरना जसे-विहुधि। नेंचा- 
विट्रथरोऽन्त्त्र मर्वराद घन्यय्ख्यः 1 लेखन (Scraping or 
ssanheation arial 'ल्टिंणत्रतत्ञो रोडिण्यः किलाससुर- 
निदि! 1 वेधन! Ponctormg )~नोकदार श्र से छेट 
करना सैसे-सिरावेघ आदि 1 वेध्या सिरा वहुविवा मूत्रवृद्धिदेको- 
दरन घुषग (Probing, exploration )--दालादा द्वारा 
साडीब्रगादि का पता लगाना । aT Area. सद्ृत्याश्र जणा- 
saa ये । आहरण ( Extraction “-बराहर खीच कर 
निकालना । आिदार्या- sate ढन्तरर्णनरोऽडमरी । esha 
भूडगर्मांत्र वचश्च feat शुदे Brava ( Drainage )--रक्त, 
छसीका और पूय को वली आदि से वाहर निकालना । “काव्या 
विद्रधे पत्र नव्यु छर्वजादृते । सीवन (Suturing, stitching) 
टाके ज्याना Hes मेद"सलुत्थाश्च मिका. टळिखिता गदा । 
sens ये चैव चलुमभ्विव्पाठरिता *। चाग्मट ने उत्पादन, 
Soa, मन्यन, अहण और दहन ये पांच कर्भ अधिक मान कर 
aed के तेरह मेद भाने दे । Fea को राळा (सुई 
द्वारा त्वचा में छेद करना ), मन्यन को D7०४ ( मथते हुए 
Sz करना), रहण को Catching ( पक्ड्ना) तथा दहन को 
Cante-s ( बन्त्र-अम्रादि से टाइ करना ) कहते हैं। आज 
कळ Cantery ८०४७ का प्रयोग oa कर्म मे बहुत चढ़ गया 
Sl सुव्रत में भी इस प्रकार का वर्गन दे । र्नित्ेन JST 
दिन्गद!। 


Nw 


अतोऽन्यतमं कर्म चिकीपेता वैद्येन पूर्वमेबोपकल्प- 
वितठ्यानि--यन्त्रशत्नक्ञारानिशलाकाऱरदजलोकालावू- 
ज्ञाम्बवापिचुप्रातलत्रपत्रपट्टमधुवुतवसापवत्तेलतर्पण- 
कपायालेपनकन्कव्यजनश तोण्गोदककटाहादीनि; परि- 
कर्मिणश्च स्निग्धा ग्थिग वलवन्तः 1६ ॥ 
“उपयुक्त अष्ट शरतकमा में से किसी os कर्म करने की 
इच्छा ae चव को अयम ही निम्नलिखित सामग्री तेव्यार 
कर लेनी चाहिय । यन्त्र, शन, oR, अग्नि, दाळाका, 2H, 
जोक, wary ( ठस्यी ), जाम्ववौष्ट, पिच, ( रूई ), he 
(4a), सूत्र, पचे, पट, मउ, घत, चरवी, दुग्ध, Sz, सन्तर्पण- 


दब्य ( जल्युक्त TENE ), छाय और लेप की ओपधियां, 
कर्क ( लुगडी ), पखा, ठंडा जार गरम पानी, कटाह आदि 


द 2 | छौहनिर्मित पात्र प्‌ व स्निग्ध ( अनुरक्त ), स्थिरचित्त जर 
इस “दाल्य शान्त्र' में Mara के प्रधान होने से प्रथम चळवानू सूर्य होने चाहिये ॥ ६॥ 


| 


| 


व्रिमर्थ--_जान्ववौष्ट ager eee Sore Tr चिता 
sit । यह पुक प्रकार का दार हैं जिसका अभिकर्म और क्षार 
क्म में अवोग किया जाता हे । पट-त्रणवन्धनोपयोगी वख 
Bandages | ara में बलवान परिचारकों की आवश्यकता 
रहती है इसलिये यहां वळवानू विशेषण दिया ह। effet 
में बछवान्‌ की उतनी आवश्यकता नहों रहती जेसा कि चरक 
में कहा है। परिक्रमितें टश्चगन्‌--“उपत्रारउवा teagan _ 
भर्तरि ata चेति चतुष्जोञ्य शुण परिचरेज्ने॥ (व० ze अ०९) 


ततः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहत्तेनक्षत्रेपु दध्यच्तता- 
न्नपानरत्नेरतिं विप्रान्‌ भिपजञ्चाचयित्वा, चतवलिमङ्ग- 
लखत्तिवाचन॑ लघुमृक्तःन्तं प्राड्सुखमातुरमुपवेश्य 
चन्त्रवित्वा, प्रत्यङ्मुखो वेद्यो ममसिरास्नायुसन्ध्यस्थि- 
घमनीः परिहरन्‌ अनुलोमं शत्रं निदध्यादा ूयदशीनात्‌, 
सक्रदेवापद्दरच्छत्रमाशु च । महत्स्वपि च पाकेपु 
इःघङ्घलान्तरं ञ्यङ्गुलान्तरं वा शत्रपदमुक्ता || ७ ॥ 

फिर श्रेष्ट तिथि, करण, gee ale नचत्र के दिन दही, 
चाँवळ, अन्न-पान तथा रल्लादि से अझ्नि, व्राह्मण और वंद्यो का 
पूजन कर, वलि, axe, .स्वरितचाचन किपे इुये एव हल्का 
भोजन किये हुये रोगी को पूर्वामिमुख विठाकर तथा उसके 
हस्त-पाटादि अङ्गां को नियन्त्रित कर पश्चिम fer में मुख 
क्रिया हुआ वद्य ( सर्जन ) मर्म, मिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि 
ओर घमनियों का चचाव करते हुए पूय के सम्पूर्ण निकलने 
तक लोमाँ की दिशा में शच को चलावे ga तरह टीक रूप 
से उचित स्थान पर मुक चार ही eT कर पुनः शीघ्रता 
से निकाल लेवे । पाकरयानों के महान्‌ ( अधिक दूर तक फैले 
हुये ) होने पर भी दो ज्डुल या तीन अद्ुळ तक लम्बा नण 
का घाव करना चाहिये ॥७॥ 

विमर्श.--भोजन का अग्ोजन--प्राकुशलकर्मगश्रष्ट मोज्ये- 
alee मिषक्‌। न मूच्छेत्वक्नसचोनान्नचतो श न ध्यते | तस्माद- 

वञ्च ओोच्ल्यन्‌ । प्राणी ह्यान्यन्तरो रणा वामणाणयुरान्वित । धार- 

यत्यविरोधेन रौरं पाछमीतिक्म ॥ भोजनकर्म वर्जन--मूडगनों- 
द्रारशोमिगन्ठर्युखरोगेष्वयुक्तवत कर्म gia यन्त्रणऊर्म--इस 
वज्ञानिक युग में अचुसन्धानशझीळ विद्वानों ने सार्वदेहिक 
संज्ञाहरद्वव्य (Chloroform ), स्थानिक संज्ञाहर zeit 
(ste, नोवोकेन, कोकेन आदि ) का आविष्कार कर यन्त्रण 
सरीखी आसुरी क्रिया की आवश्यक्ता नहीं रखी है फिर भी 
प्रायः देखा जावा दे कि साधारण विद्रधि को खोलने के लिये 
क्रिसी मी संज्ञाहर द्रव्य का प्रयोग न कर रोगी के हाथ पांचों 
को सहायक कम्पाउण्डर, नर्स आदि पकड लेते हैँ ae कम 
चेसी यन्त्रण करना ही पढ़ता हैं । 


मर्माणि-मारयतीति, मरणकारिलादा मर्म, मर्माणि नाम 
माससिरास्नायुसन्थ्यत्थिसतक्षिपानास्तेषु खमावन एव प्राणारितिष्ठन्ति। 
डचङ्गठान्तरं ARK त्रण कुर्याद-विद्रि थडी हो तो दो 


अध्यायः ५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


gis 


AYS या दीन AAS की दूरी पर अन्य शखपद्‌ या बण शख 
द्वारा बनाने चाहिये जिससे पूय का पूर्ण रूप से निर्हरण हो 
जाय । अङ्कुलद्रयमथवाऽङ्गुलत्रयमन्तरीक्कत्य पुनरन्यं ad कुर्यान्नत्वाः 
सन्नम्‌। अरुणदत्त | 
तत्रायतो विशालः समः सुविभक्तो निराश्रय इति 
wat: ॥ ८ ॥ 
आयत (दीर्घ), विशाल ( विस्तृत = चौडा), सम 
( सीधा ), सुचिभक्त अर्थात्‌ तीचण शस्र से साफ कटा हुआ 
जिस कारण त्वचा मांसादि का अधिक नाश नहीं हुआ हो 
तथा निराश्रय ( पूय कोटर रहित ) ये बण के गुण हैं ॥ ८ ॥ 


भवतश्चान=— 


sata विशालश्च सुविभक्तो निराश्रयः । 
पराप्तकालक्कतश्चापि त्रणः कर्मणि शस्यते ॥ ६॥ 
आयत, विशाळ, सुविभक्त, निराश्रय तथा उचित समय 
पर किया गया त्रण चिकित्साकर्म में श्रेष्ठ भाचा जाता है ॥९॥ 
विमश--आ्रप्तकालकृत --शोथ, विद्धि या फोड़े को आमा- 
वस्था सें चीरने से पूर्ण रूप से दोष नहीं निकलते तथा पके 
हुये की उपेक्षा करने से भीतर का पूय इधर उधर जाकर नाडी 
(Sinus) चना देता हे अतः योग्य काळ में उसे 'चीर 
देना चाहिये | यरिक्षनत्त्याममशञानाद यश्च पकसुपेक्षते | श्रपचाविव 
मन्तव्यो तावनिश्चितिकारिणो। 


शौरयेमाशुक्रिया शख्तेदरयमस्वेदवेपधु | 
असम्सोहश्च वैद्यस्य शाख्रकर्मेणि शस्यते ॥ Lo ॥ 
“शूरता, ( उत्साह, निर्भयता), शख्पातादिक्रिया में शीघ्रता 
( ल्घुहस्तता ), शस्त्र की घार का उचित तीचण होना, शख्कर्म 
करते समय वेचसर्जन को पसीना न आना तथा हाथ का न 
कांपना तथा रोगोलवणता या बडे wane की दशा में 
या निकलते हुए रक्तादि को देख कर मूच्छित न होना ये 
शास्जचिकित्सक (Surgeon) के गुण हैं और ऐसे ही सर्जन 
शखकमे ( Operation 3 में प्रशस्त होते Fs t १०॥ 
एकेन वा ब्रणेनाउशुध्यमाने नाऽन्तरा FAATS- 
वेच्यापरान्‌ THT HAT ११ ॥ 
यदि एक जण ( Incisin 'चीरा)से We की शुद्धि न 
हुई हो या पूयादि का पूर्णख्प से निर्गमन agen हो तो 
₹द्िपूर्वक विचार कर बीच सें या पूर्वत्रण के समीप अन्य aT 
कर देवे ॥ ११ ॥ 
भवति चान्न-- 
यतो यतो गतिं बिद्याहुत्सङ्गो यत्र यत्रच । 
तत्र तत्र अण Seale यथा दोषो न तिष्ठति॥१२॥ 
जिस जिस स्थान पर दोष ( पूय ) की गति तथा उभार 
प्रतीत हो उस उस स्थान पर शस्त्र से त्रण ( चीरे) करने 
चाहिये जिस से दोष ( पूय ) भीतर (मांसादि गम्भीर धातुओं 
“ में) न रह सके ॥ १२ ॥ 
विमशै--दोष शबर से यहां दोषोत्पन्न पूय का ग्रहण 


३ सुळ 


होता हैं। 'पूय एव दोषशब्देन उच्यते, कारणे कार्योपचारात! 
इति डल्हणः | 

तत्र श्रृगटडशह्लललाटाजिपुटोपदन्तवेष्टकक्ताकुक्षि- 
बडच्षणेपु तियेक छेद उत्तः॥ १३॥ 

अ, गण्डस्थल ( गाळ= कपोल ), शह्ुगदेश ( कनपटी ), 
ललाट, आंखों के पलक, wy, wade ( मसूडे ), कक्षा 
(aia), ef (उदर) और वंक्षण ( ऊरुसन्धि ) इन 
स्थानों में तिरछा छेदन करना चाहिये॥ १३ ॥ 

( चन्द्रसण्डलवच्छेदान्‌ पाणिपादेपु कारयेत्‌ । 

अद्धेचन्द्राकृतींग्यापि शुदे मे ढे च बुद्धिमान्‌ ॥१४॥ ) 

बुद्धिमान वैध हस्त और पाद में चन्द्रमण्डल के समान 
गोळ छेदन करे तथा गुदा और मेढ ( इन्ब्रिय ) में भर्घचन्द्रा- 
कृति छेदन करे ॥ १४॥ 

अन्यथा तु सिरास्तायुच्छेदनम्‌, अतिमात्रं वेदना, 
चिराद्‌ ब्रणसंरोहो, मांसकन्दीप्रादुर्भावखेति ॥ १५॥ 

उपर्युक्त विधि के agen चीरा न छगाने से सिरा और 
स्नायु के छेदन की सम्भावना रहती है, पीड़ा अधिक होती है, 
चिरकाळ ( देरी ) से त्रण भरता है और मांस की गांठ उत्पन्न 
हो जाती है ॥ १५॥ 


सूढगर्भोदराशो5श्मरीभगन्दरसुखरोगेष्वसुक्तत्रतः 

कमे कुर्बीत ॥ १६॥ 

मूढगर्भ, उद्ररोग, भश, पथरी, भगन्दर और सुखरोगों 
में रोगी को विना कुछ 'खिलाये ही शख्रकमं करना 'चाहिये॥१६॥ 

विमर्श--आधुनिक शल्यतंत्र (Surgury ) के अजुसार 
उदर, सूढगर्भ और सुखरोगों में शस्त्रकर्म के पूर्व भोजन करने 
से somata क्रिया ( 8७16५ action) द्वारा वसन तथा 
हिक्का उत्पन्न होकर वाघा उत्पन्न होती है किन्तु अर्श, अश्मरी 
और भगन्दर सें ऐसी सम्भावना कम होने से हल्का तथा द्वव- 
प्राय भोजन कराना ठीक माना है । सुश्रुत से भी आगे चिकि" 
त्सास्थान में अर्श और भगन्दर में श्रकर्म के पूर्वे आहार देने 
को कहा है । 'केनाचेदत्ताशोंभगन्दरावविपक्थेते, तदयुक्त, चिकिः 
Rad तयोः शाखक्मण पराग्‌ सोजनविधानादेतदर्थाचुवादिना 
वाग्भटेनाप्यपठितत्वाच्च” इति हाराणचन्द्र ॥ 

ततः ear शीताभिरद्विरातुरमाश्वास्य, 

समन्तात्‌ परिपीड्याङ्कुल्या, न्रणमभिमृ्य(जय), ्रक्ताल्य 
कषायेण, श्रोतेनोदकमादाय, तिलकल्कमधुसपिःया* 
ढासौषधयुक्तां नातिस्तिग्धां नातिरूच्ता बत्ति प्रणिद- 
ध्यात्‌ । ततः कल्केनाच्छाय घना कवालका दत्ता 
वस्रपद्टेन बध्नीयात्‌ । वेदनारक्षोध्नेधूपेधूंपयेद र्तो" 
ध्लैश्व सन्त्रै रक्ता कुर्वीत ॥ १७॥ 

तदनन्तर त्रण से शख को निकाल कर रोगी को शोतल = 
से ( मुख-हस्तादि पर सेचन द्वारा) आश्वासन याझान 
वळी चारो ओर (बाहर और अन्दर से) अडुलियो द्वारा 
चरण फो धीरे २ दवाकर ( सद्यो्रणहित अथचा शोधन ) कषाय 


f ery SET 


से चण का प्रक्षालन करें । पश्चात्‌ Ra ( शुद्ध वख ) से घण 
के भीतर के शेप कपायजर को पॉछु कर तिळ कल्क, शहद 
और छत से लित तथा न अतिस्निग्ध और न अधिक रुक 
( मिश्रकाध्यायोक्त अजयधा, अजश्गी आदि सशोधन ओपथि 
युक्त af ्रणस्थान में रख 
कल्क से उक कर तथा उस पर aa कवलिका ( गद्दी या 
स्वच्छ रुई ) रख कर AVIS से बाँध देना चाहिये । पश्चात्‌ 
घेदनाहर और राक्षस ( जीवाणु ) नाशक द्वव्यों की घूनी 
( धूपन ) से उस स्थान को चूपित करे तथा water से 
त्रण की रक्षा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


विमर्श--शीतल जळ पिलाना भी चाहिये जिससे मूच्छौ 
आटि नही होने पाती। व्रणमभिण्य--कभी २ घण के भीतर 
अनेक पूयकोटर ( Pus pookets ) होते हैं भतः घण के भीतर 
एक या दो अगुलियां डाळ कर धीरे २ ada द्वारा उन्हे | 
पदता है । ज्ञोधनकपाय-शह्किन्यद्धोठ्छमन'करवीरसुवर्चछा' । 
जोधनान्नि कपायाणि वर्गश्चारग्वथादिक ॥ ( सश Ho २७ )। आज 
कळ ध्रणशोधनके लिये-डेरॉछ बोरिक एसिड, पोटासपरमेंगनेर, 
मरी ( पारद ), एक्रिपछेविन आदि के घोळ प्रयुक्त होते हैं। 
वर्दि-इसङी जगह ढाक्टरी में जाळीदार कपडे ( 08726 ) 
को जन्तुन्ञ द्रव्य के घोल में सिंगो कर वतिं चना के रखते हैं 
अथवा रवर नली (07८००४९ Tube’) रखी जाती है। प्राचीन 
काळ में भी कवलिका आदि सभी को उष्णता तथा धूपन 
द्वारा जन्तुरहित (8/९९ ) कर काम में लेते थे। वाग्भरे-- 

शुचिसक्ष्मइढा पद्म कवण्य सविकेशिका । ' 

धृषिता ara इल्ष्णा नि्वेलीका ae हिता ॥ 


गुग्गुल्वगुरुस्जेरसवचागौरस Ss 


ततो ल 
निम्बपत्रविसित्रेराज्ययुक्तेधूंपयेत्‌ , आज्यशेषेण चास्य 
प्राणान्‌ समालभेत ॥ १८॥ 


तदनन्तर गूगल, अगर, राळ, TA, WT सरसो इनके चूर्ण 
तथा wan, नीम के पत्ते इनको छत के साथ मिलाकर धूपन 
करे । बचे हुये घृत से रोगी के हृदयादि मर्म स्थानों पर (हल्के 
हाथ से ) मालिश करे ॥ १८ ॥ 


उदकुम्भाच्चापो ग्रृहीत्वा परोच्तयन्‌ रक्षाकर्मे कुर्यात्‌ 


तद्वच्यामः ॥ १६ Ul 


जळ के घडे में से पानी हाथ में लेकर रोगी पर छिड़क 
( परिमार्जन) कर निम्न मन्त्रों से रक्षाकर्म करना चाहिये। 
उसळी विधि आगे कहते हैं ॥ १९॥ 
कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च | 
caren करिष्यामि ब्रह्मा तद्लुमन्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
नागाः पिशाचा गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसा: | 
असिद्रवन्ति ये ये त्वां ब्रह्माद्या न्नन्तु तान्‌ सदा ॥ 
पूथिव्यामन्तरीक्षे च ये चरन्ति निशाचराः। 
fog चास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः ॥ 
पान्त त्यां मुनयो त्राह्मथा दिव्या राजपेयस्तथा । 
पर्वताश्‍चेव नद्यश्न सर्वाः सर्व च सागराः ॥ २३ ॥ 


कर उसे सद्योत्रणहित औषध) |- 


सुश्रुतसंहिता | 


अग्नी cag ते जिह्वां प्राणान्‌ वायुस्तथेव च | 
सोमो व्यानमपानं ते पर्जन्य: परिरक्षतु ॥ २४ ॥ 
उदानं विद्युतः Weg समान स्तनयिल्लबः | 
बलमिन्द्रो वलपतिमलु्ेन्ये मतिं तथा ॥ Re ॥ 
कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सत्त्वमिम्द्रोऽभिरच्ततु | 
ज्ञं ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम्‌ ॥ २६॥ 
ag: सूर्यो दिशाः श्रोत्रे चन्द्रमाः पातु ते मनः | 
नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव ।। २७॥ 
रेतसत्वाप्याययन्त्वापो रोमाण्योषधयस्तथा | 
आकाशं खानि ते पातु देहं तव वसुन्धरा ॥ २८॥ 
Sorat: शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्‌ | 
पौरुषं पुरुप्रष्ठोत्रह्माऽऽसमानं ध्रुवो BAT ॥ २६॥ 
एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः | 
एतासत्वां सततं पान्तु दीघेमायुरवाप्लुहि ॥ ३० ॥ 
(स्वस्ति ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कु्ेताम्‌ | ) 
स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ । 
स्वस्त्यभ्रिक्षेव वायुश्च स्वस्ति देवाः सहेन्द्रगाः ॥ ३१ ॥ 
पितामहकृता रक्षा स्वस्त्यायुवेघेतां तव । 
इतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भव गतव्यथः ॥ ३२ ॥ 
इति स्वाहा | 


कृत्याभों तथा राक्षसा के भय को दूर करने के लिये रक्षा- 
कर्म करूगा । नहादेव!इस कर्म का अनुमोदन करे । नाग, 
पिशाच, गन्धर्व, पितर, यक्ष, राक्षस, आदि जो जो तुम्हें पीड़ा 
पहुचाते हो उन्हें ब्रह्मादिक देवता नष्ट करें। एथिवी पर, 
आकाश में और दिशाओं में जो जो राक्षस विचरते et तथा 
तुम्हारे घर में जो राक्षसादि रहते हों वे तेरे नमस्कार से प्रसन्न 
होकर तेरी रक्षा करें । अनेक बह्वर्पि, ala और राजर्षि, सच 
पर्वत, नदियाँ, सातो या चारो समुद्र, ये तेरी रक्षा करें। 
अझि तेरी जिह्वा की रक्षा करें, वायु प्राणों की, सोम व्यान चायु 
की और पर्जन्य ( दृष्टिमान्‌ मेघ ) अपान चायु की रक्षा करें । 
बिजली उदानवायु की, मेघ समान वायु की, बलपति इन्द्र वळ 
की ओर मनु ग्रीवा की सिराओं तथा gfe की रक्षा करें। 
गन्धर्च तेरी कामनाओं या मनोरथों की, इन्द्र सत्व ( सतो- 
गुण या मन) की, राजा वरुण प्रज्ञा की तथा ससुद्र नाभि- 
मण्डल की रक्षा करें | सूथ्थ नेत्रा की, दिशाए कणों की, चन्द्रमा 
मन की, नचत्र रूप ( Mead Jat और रात्रि तेरी छाया की 
सदा रक्षा करें । जळ तेरे वीर्य को aera, ओषधियां -रोमपंक्ति 
की, आकाश शरीरछिद्रों की तथा पृथिवी तेरे देह की रक्षा 
करें । वेश्वानर दिर की, विप्णु तेरे पराक्रम की, पुरुषोत्तम तेरे 
पौरुष ( मेढ) की, ब्रह्मा आत्मा की और धुव दोनों कुटियो 
की रक्ता करं । तेरी देह में नित्य ये उपयुक्त देवता विशेष 
करके रहते हैं। ये तेरी निरन्तर रक्षा करें तथा तुझे दीर्घायु 
घ्रा हो। भगवान्‌ ब्रह्मा तेरा मंगळ करे, सव देवता तेरा 
मंगळ करें, चन्द्रमा और सूर्य दोनों तेरा कल्याण करें, 
नारद और पर्वत ( ऋषी ) तेरा शुभ करं । अग्नि, वायु तथा 
इन्द्र सहित सव देवता तेरा मंगळ करें । यह पितामह ( Fe 


अध्यायः-५ | 


सुत्रस्थानम्‌ | 


१६ 


देव) द्वारा की हुई रक्षा तेरा कल्याण करती हई आयु को 
बढ़ावे। तेरी सब ईतियां ( कष्ट ) दूर होकर तू सदा व्यथा 
( fer) से रहित हो जा । इन मन्त्रों को पढकर स्वाहा शाब्दो” 
चारण करे ॥ २०-३२ ॥ 
एवेवेंदात्मकैमेन्त्रेः ऋत्याव्याधिविनाशनेः | 
aad HITE दीघेमायुरवाप्लुहि ॥ ३३॥ 
कृत्या और व्याधि को नष्ट करने वाळे इन वेदसम्बन्धी 
सन्त्रों द्वारा मुझसे fsa तू दीर्घायु को प्राप्त हो ॥ ३३॥ 
विमर्श :--कृत्या--कुपितमन्त्रियी$मिचारकमअनिता राक्षसी 
कृत्येत्युच्यते | ईति --अतिब्ृष्टिरनावृष्टिमूषका शल्भाः सगा । 
स्वचक परचक्रन्न सप्तेता इतय aT । 
ततः कृतरत्तमातुरमागारं प्रवेश्य आचारिकमा- 
दिशेत्‌ ॥ ३४॥ 
इसके पश्चात्‌ उक्त मन्त्राँ से रक्षित किये रोगी को उसके 
स्थान ( घर Indoor ward ) में ळे जाकर उन्नीसचे चणितो- 
पासनीय अध्याय सें कहे हुये भाहार-विहारादिक स्वास्थ्यव- 
डक नियमों का उपदेश करे ॥ ३४ ॥ 
ततस्तृतीये5हनि विमुच्येवमेव ayaa, न 
s 
चेन त्वरमाणो5परेद्युर्मीक्षयेत्‌ ॥ ३५॥ 
आचारिक उपदेश देने के वाद तीसरे दिन ब्रणवन्धन 
की पट्टी खोलकर पूर्वानुसार ही कपाय से धोकर पट्ट से 
वन्धन कर ठेना चाहिये । शीघ्रता की आकांक्षा रखकर दूसरे 
ही दिन पट्टी को नहीं खोलनी चाहिये ॥ ३४॥ 
द्वितीयदिवसपरिमोक्तणाद्विम्रथितो ्रणश्चिराहुपसं- 
रोहति, तीब्रसुजश्च भवति ॥ ३६॥ 
दूसरे दिन त्रण की पट्टी खोलने से उसमें गांठे पडकर 
देरी से रोहण होता ( भरता ) हें और चेदनाएं अधिक तीब्र 
होती है ॥ ३६॥ 
अत ऊर्ध्वं दोषकालबलादीनवेद्य कषायालेपन- 
बन्धाहाराचारान्‌ विदध्यात्‌॥ ३७ ॥ 
इसके वाद्‌ त्रण के दोप तथा समय की मोसस और 
रोगी के बल जेसे हीन, मध्यम, उत्तम और आयु आदि का 
विचार कर तद्नुसार कपाय, लेप, वन्ध, भाहार और आचार 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३७॥ 
न चेनं त्वरमाणः सान्तर्दोष रोपयेत्‌ | स ह्यल्पेना- 
प्यपचारेणाभ्यन्तरमुतसङ्गं कृत्वा भूयोऽपि विकरोति ३८ 
जल्दी अच्छे होने की आकांक्षा से शीघ्रता करके सदोष 
घण डी डगला क्रिया कभी भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
सान्तदोंप रोपित घण वाद में थोडे ही कुपथ्य करने से 
भीतर ही भीतर उठाच कर विकार उत्पन्न कर देता हे ॥ ३८॥ 
न भ्रवल्ति चात्र-- ; 
तस्मादन्तबदि्चेव सुशुद्धं रोपयेद्‌ न्रणम्‌ । ' 
रुहेऽप्यजीणेव्यायामव्यबायादीन्‌ विवर्जयेत्‌ | 
हष क्रोधं भयञ्चापि यावत्‌ स्थैयर्योपसम्भवात्‌ ॥३४॥ 


इस कारण भीतर और वाहर से भली प्रकार शुद्ध हुये 
चण का रोपण करना चाहिये तथा रोपण होने के चाद भी 
जव तक उस स्थान में पूर्ण आरोग्यता दिखाई न दे तब तक 
अजीर्ण, व्यायाम, ख्रीसम्भोग, हप, क्रोध ओर भय इनका 
वर्जन करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


विमशं--शुद्ध घण छक्षण--त्रिभिदोपेरनाक्रान्त saris: 
पिडकी सम । अतरेदनो निरात्रावो बण शुद्ध इहोच्यते ॥ सम्यगूच- 
णरूढलच्षण--रूढवर्मानमयन्थिमशूनमरुज नणम | त्वक्सवर्ण सम- 
तल सम्ययूढ विनिडिंशेत्‌ ॥ ( सु० wo ao २३ ) अष्टाइसंग्रह में 
e a 
सेथुनादि के वर्जन का समय ६ या ७ सास तक माना Sl 
'रूडेऽप्यजीणंन्यायामब्यवायादीन्‌ विदर्जवेत्‌। मासान्‌ धद्‌ सप्त वा 
नृणा विधिरेष प्रशस्यते ॥ 


हेमन्ते शिशिरे चेव बसन्ते चापि मोक्षयेत्‌ | 
अ्यहादू व्यद्दाच्छरदूग्रीष्मवर्षा्तरपि च बुद्धिमान ४० 
बुद्धिमान वैद्य हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु में तीसरे 
दिन पट्ट खोले तथा शरदू , ग्रीप्म और वर्षा ऋतु में दूसरे 
दिन घण की पट्टी खोळ देवे ॥ ४० ॥ 
विमर्श-प्रायः शीत समय में पाक कम होने से तीन 
दिन पर तथा उप्णकाळ में पाकश्ीप्रता भय से दो दिन में 
खोलना लिखा है । यदि पत्तिक त्रण हो तथा ऋतु शरद या 
ग्रीप्स हो तो दिन में सुवह-साम दो वार भी पट्टी खोळनी 
पड़ती है। 
अतिपातिषु रोगेएु नेच्छे्विधिमिमं भिषक्‌ | 
प्रदीप्तागारवच्छीध तत्र कुर्य्यात्‌ प्रतिक्रियाम्‌॥४१॥ 
त्रण में पाक द्वारा अथवा via रक्त्ाव द्वारा हानि या 
प्राणमय की सम्भावना होने पर पहमोक्षण के उक्त नियमों पर 
ध्यान न देते हुये जळते हुये मकान के प्रतीकार की तरह 
जिस किसी उपाय से लाभ पहुंचे वेसी प्रतिक्रिया ( व्यव- 
स्था = चिकित्सा ) करनी चाहिये ॥ ४१॥ 
या वेदना शख्ञनिपातजाता तीव्रा शरीरं प्रदुनोति जन्तोः। 
घृतेन सा शान्तिमुपैति सिक्ता कोऽ्णेन यष्टीमधुका न्वितेन। 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्स्थानेऽग्रोपहरणीयो- 
नाम पश्चमोऽश्यायः ॥ ५ ॥ 


४०६०००४९/०२० 


किसी श्र की चोट से अथवा राख क्रिया के कारण घण 
में उत्पन्न हुई ota वेदना जो कि शरीर को दुःखित या सन्त 
करती हो वह सुलेठी के चूर्ण से युक्त किंचित, उष्ण घृत के द्वारा 
सेचन करने से शान्त हो जाती है ॥ ४२ ॥ 

विमर्श--एक कटोरी में तोळे या ६ माझे भर घृत डाळ 
कर उसमें ३ माझे भर ged का चूर्ण ska कर विधूम 
SEN पर कुछ TO करके त्रण-वेदुना-स्थान पर लगाना 
चाहिये । 

इत्यायुर्वेदतच्वसन्दीपिकाभाषायां पञ्चमोऽध्यायः | 


20 


छुश्नुतसंहिता | 


erent SCORN cA ACC NA AAT 
ERATE PEED DTTC ED OLED 


पछोऽध्यायः | 
अथात ऋतुचयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्मन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके वाद ऋतुचर्या? नामक अध्याय का वर्णन करते 
है।जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने ( सुश्रत के लिये ) कदा था 
कालो हि नाम भगवान्‌ स्यम्भूरनादिमध्यनिध- 
नोऽत्र रसव्यापत्सम्पत्ती जीवितमरणे च मनुप्याणामा- 
यत्तें । स सूदमामधि कलां न लीयत इति कालः | 
सङ्कलयति कालयति वा भूतानीति कालः ॥ ३ ॥ 
काळ की व्याख्या इस प्रकार है। वह ऐर्यशाळी और 
स्वयस्भू अर्थात्‌ किसी से उत्पन्न नहीं द तथा आदि, मध्य 
भोर अन्त से रहित हे, अर्थात्‌ न उसके आदि (प्रारम्भ) का 
न सध्य का और न समाप्त होने का छान है। सधुरादि ६ रसा 
की विकृति और सम्पत्ति तथा प्राणियों का जीवन और 
मरण उस काळ के ही अधीन Fi वह काळ अपनी qu 
कळा तक भी नहीं व्हरता दे अतः उसे are कहते el 
अथवा प्राणियों का aged (ga-ga के साथ सयोग) 
करता हे किवा आगियों फा सहार करता है अत एव उसे 
काठ! कहते दें ॥ ३ ॥ 
विमर्श-काळदान्दनिरुछि-“कलागग्टस्य कफाराकारी ली- 
धातोश्च लकारमादाय काल्शब्दनिष्पक्ति ?। कलनात्‌ सर्वधातूनां स- 
काळ परिकीर्तित । ace साभ्या भूतानि योजयनीति काळ । काल- 
यति सत्षिपतीति वा काठ । झयुसमीप नयतीति वा काळ । भाग- 
वतेऽपि-कालो वरलायान वलिना भगवानीश्वरोऽव्यय । प्रजा कालः 
यते कीडन्‌ पशुपालो यथा पशन हागगचन्द्रस्तु-यह्मामपि कलाम 
कालाशविशेष छीयते=9प्यतिकाठस्य सर्वमूर्तसथो गित्वादित्तिकाछ । 
तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेपेण 
निमेपकाष्ठाकलामुहूर्ताहोरात्रपक्षमासत्वेयनसंवत्सरयुग- 
प्रविभागं करोति ॥ ४॥ 
सवत्सररूपी उस काळ का भगवान्‌ सूर्य अपनी a 
विशेष से निमेप, काष्ठा, कळा, मुहूर्त, अहोरात्र, Te, मास, 
ऋतु, अयन, संवत्सर और युग इस तरह विभाग करते है ॥४॥ 
तत्र लब्बज्षरोघारणमात्रो5क्षि निमेष:, पञ्चदृशाऽ- 
क्षिनिमेयाः काष्टा, त्रिंशत्काष्टाः कला, विंशतिकलो- 
a ore त्रिशन्सुहूतमहोरात्रं, पद्चदशा- 
त्राण पनः। स +--शुद्धः a 
भासः ॥ ४ ॥ 0500 4206 तौ 
उक्त कारमेटों में प्रत्येक का छण fal हैं--अकारादि 
छु अपर के उचारण करने में जितना समय लगता है उसे 
'अक्षिनिमेप? कहते ह। पन्दद्द भक्तिनिमेषों की एक काष्टा! होती 
हे । तीस काष्ठाओं की एक 'कळा' और वीस कळा तथा एक 
कळाका दसवां हिस्सा (३ काष्टा ) मिटकर एक aed पुर्व 
तीस सुहुत a डळ पन (Be रात) और पन्द्रह अहो. 
रात्र का एक “पक्ष होता है जित a % 
दो पर्चा का एक “मास? होता हे ॥ की eee 
` तत्र माघादयो द्वादश मासा: संबत्सरः, द्विमासिक- 
बतु कृत्वा पड ऋतवो भवन्ति | ते शिशिरवसन्त्रीष्म- 


वर्पाशरद्वेमन्ताः; tot तपस्तपस्यौ शिशिरः, agar 
घबी वसन्तः) शुचिशुक्रौ ग्रीष्मः, नभोनभस्यौ वर्षा: 
इपोर्जी शरत्‌. सहःसहस्यी हेमन्त इति ॥ ६ ॥ 

उक्त सवत्सर में मावादि बारह मास होते छ । ठो २ मास 
की एक एक “तु? होती है। इस तर aE मामों से ६ धातु 
बनती हैं । उनके नाम दिदिर, चसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, दारदू 
और हेमन्त हैं । उनमें तप ( माघ ) और तपस्य ( फाएगुन ) 
मासों से शिशिर, मधु ( चैत्र ) और माधय ( वेशास ) art 
से वसन्त, शुचि (ज्ये) तथा शुक्र ( जापाद ) मामों से 
sen, नभ ( श्रावण ) और नमस्य ( भाटपद ) मासा से 
वर्षा, इप ( आश्विन) और ऊर्ज ( कार्तिक ) मासों से शारद्‌ 
तथा सद्वा ( मार्गलीप ) और सहस्य ( पीप ) मामो से हेमन्त 
ऋतु होती हे ॥ ६॥ 

त पते शीतोष्णत्रपलचणाश्वन्द्रादित्ययोः कालवि- 
भागकरत्यादयने द्वे भवतो दक्षिणमुत्तरव्व | तयोदलिएं 
वर्पाशरद्धेमन्ताः, तेषु भगवानाप्यायते सोम', श्रम्लल- 
वणमधुराश्व रसा बलवन्तो wala, उत्तरोत्तरश्च 
सर्वप्राणिनां बलमभिवद्धते | उत्तरश्च शिशिरवसन्तग्री- 
cn, तेषु भगवानाप्यायतेऽ्कः, Reman 
रसा बलवन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरश्च सर्घश्राणिनां बल- 
मपहीयते ॥ ७॥ 

शीत, उप्ण और वर्षा लक्षणा वाली छन Maat के चन्द्र 
और सूर्य के काउ-विभाग करने के गुण से दक्षिण और उत्तर 
ऐसे दो 'भयनः होते El उनमें से वर्षा, शारद भोर Gara ऋतु 
के समय की 'दक्षिणायन? कहते द। दक्षिणायन की चर्पादि इन 
ऋतुओं में भगवान्‌ चन्द्रमा क्रमशः आप्यायित ( चल्शाली ) 
Gas तथा अम्ल, लवण भौर मधुर रस वळवान्‌ होते हैं । सर्च 
प्राणियों का बळ भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हे । शिशिर बसन्त 
और ग्रीष्म के समय को उत्तरायण? कहते हैं । इन ऋतुओं में 
भगवान्‌ सूर्य बळशाली होते हैं। तिक्त, फपाय भौर az रस 
बलवान होते हैं और उत्तरोत्तर सर्व प्राणियों का चळ चीण 
होता है ॥ ७ ॥ 

विमश--दक्तिणायन को 'विसर्ग काळ कहते हैं। विध्ग॑श्व 
यद्वळ froma) विसजति जनयत्याप्यमया प्राणिनाञ्च वलमिठि 
विसर्गः । ( चक्रपाणि )। चन्द्रादि के शीतळ होने से अम्ट-सधु- 
रादि रस पुष्ट होकर प्रणियों का चळ बढ़ाते ह । उत्तरायण को 
“नादान काळ’ कहते हँ । सूर्य अपनी तीच किरणों से जगद के 
जळ, एथिवी, वृक्ष, मनुप्य सभी प्राणियों के Gera को सींच 
लेता हे अत एवं इसे “आदान! कहा हे । आदान च तदादत्ते 
चुणा अतिदिन ब्म्‌। ( अ० ह० ) । आददाति = क्षयति एयिव्याः 
dears प्राणिना बठमित्यादानम्‌ | ( चक्रपाणिः ) । 

| भवति चात्र 
शीतांशुः क्लेद्यत्युवीं विवस्वाञ्‌ शोपयत्यपि । 
ताबुसावपि संश्रित्य वायुः पालयति प्रजाः ॥ ८॥ 
चन्द्रमा इश्वी को अपनी शीत फिरणों द्वारा विन्न (आड) 
रखता है और सूर्य सुजाता दै । तथा चन्द्र जर सूर्य दोनों का 
आश्रय छे कर घायु प्रजा फा पाळन करता है ॥ ८ ॥ 


विमर्श--वायु योगवाही होने से चन्द्र और सूर्य दोनों के 


कार्य में सहयोग देता हे । योगवाइ wag: सयोगादुभया- 
थकत । दाहकत्तेजसा ga ्रीतकृत्सोमसश्रयात्‌. ॥ (च० Pro 
अ० ३ )। चायुके भन्य उपयोगी गुण-“सष्टिश्ष मेघानाम्‌ , अपा 
frat’, उद्मेदन चौद्धिदाना, पुष्पफलानाक्नासिनिवैर्तंनम्‌, वीजा 
भिसस्कार' सस्याभिवर्धनम्‌ , अविक्लेदोपञश्ोपणे । (च०्यू०अ० १२। 
अथ UII द्वे युगपत्‌ संवत्सरो भवति | ते तु 
पञ्च युगमिति संज्ञां लभन्ते | स एप निमेषादियुगपये- 
न्तः कालश्चक्रभत्‌ परिवत्तेमानः कालचक्रसुच्यत इत्ये के 
इन दक्षिणायन तथा उत्तरायण दोनों अयनों का मिल कर 
*एक fad होता है। वे पांच वर्प मिल कर युग? कहलाते हैं । 
निमेष से ले कर युग तक चक्र के समान परिवर्तन ( भ्रमण ) 
शीळ यह काळ किसी के मत से 'काल्चक्रः कहलाता है ॥ ९॥ 


इह तु वर्षाशरद्धेमन्तवसन्तम्रीष्मप्रावृषः षड्‌ ऋतवो 
भवन्ति दोपोपचय्रकोपोपशमनिमित्तम्‌ | ते तु भाद्रप- 
aaa द्विमासिकेन व्याख्याताः | तद्यथा-भाद्रपदाश्व- 
युजौ वर्षाः, कात्तिकमार्गशीषो शरत्‌, पौपमाघौ 
हेमन्तः, फाल्गुनचैत्रौ वसन्तः, वेशाखब्येष्ठी ग्रीष्मः, 
आपाढश्रावणी प्रावृडिति ॥ १०॥ 


यहाँ तो दोषों के सञ्चय, प्रकोप और प्रशमन निमित्त से 
वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त, वसन्त, ग्रीप्म और प्रादट्‌ ये ६ ऋतुएं 
होती, हें और भाद्रपदादि दो २ मासों को मिलाकर इनकी 
गणना ( व्याख्या ) की जाती है। जैसे भाद्रपद और आश्विन 
को 'वर्षा!, कार्तिक और मार्गशीर्ष को ‘ae, पौष और माघ 
को 'हेमन्त?, फाल्गुन और चैत्र को वसन्त”, चेशाख और ज्येष्ठ 
को 'रीप्म' तथा आपाढ और श्रावण को 'प्राडृद्‌? कहते है॥१०॥ 


तत्र, वर्पास्वोषधयस्तरुण्योऽल्पवीर्या आपश्चाप्रसन्नाः 
लितिमलप्रायाः । ता उपयुज्यमाना नभसि मेघावतते 
जलप्रहिन्नायां भूमौ छिन्नदेहानां प्राणिनां शीतवातविष्ट- 
म्भिता्नीनां विदह्न्ते, विदाहात्‌ पित्तसञ्चयमापादय- 
न्ति । स सञ्चयः शरदि ध्रविरलमेघे वियत्युपशुष्यति 
पङ्केऽ्ककिरणश्रविलायितः पेत्तिकान्‌ व्याधीञ्‌ जनयति 
उन धातुओं में से वर्षा ऋतु में ओपधियाँ तरुण ( नूतन) 
होने से veh वाली होती हैं तथा जळ एथिवी के मळ 
(सडे गळे पदार्थों से युक्त होने के कारण अप्रसन्न ( कछ 
पित ) होता हे । आकाश के मेधाच्छन्न होने पर तथा एथिवी 
के बृष्टि जळ से गीली हो जाने पर क्लिन्न देह वाळे तथा 
शीत ( से कुपित ) चात से विनष्ट पाचकारिन वाळे प्राणियों 
के शरीर में उस दूषित जळ तथा ओषधि-सेवन से विदाइ 
रहने लगता हे । विदाह से पित्त का सञ्चय होता हे। यह 
पित्त का सञ्चय मेघों के अल्प होने पर और एथिवी के कीचड़ 
के शुष्क होने पर सूर्य की किरणों से aga होकर पैत्तिक 
व्याधियों को उत्पन्न करता है ॥ ११॥ 
ता एवौषधयः कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्या बलः 
चत्यो हेमन्ते भवन्त्यापश्चं प्रसन्नाः fara अत्यथं 


२१ 


ANNAN PPP PPAR ALPR ACPA PPR PRP PRP RP Por 


गुर्न्यश्य । ता उपयुज्यमाना मन्दकिरणत्वाद्वानोः सतुः 
षारपबनोपस्तम्भितदेहानां देहिनामविद्ग्धाः खेहाच्छे- 
्याट्गौरवादुपलेपा्च Madea । स 
सञ्चयो चसन्ते$करश्मिप्रविलायित ईपत्स्तव्धदेहानां 
देहिनां म्हेष्मिकान्‌ व्याधीञ्जनयति ॥ १२॥ 


चे ही ओपधियां हेमन्त ऋतु में समय के परिणाम से 
परिणतवीर्यं ( परिपक्व वीर्य चाळी) और वलवान हो 
जाती हैं तथा जळ भी निर्मळ, स्निग्ध और अत्यन्त भारी 
हो जाता है। इस समय सूर्य की रश्मियों के मन्द होने से 
तथा तुपार ( वर्फ ) से मिली वायु के सम्पर्क द्वारा स्तम्भित 
देह वाले प्राणियों में प्रयुक्त की हुई वे ओपधियां और जळ 
मधुरपाकी होकर स्नेह, शीतता, गुरुता ( भारीपन ) और 
चिक्कणा के कारण कफ का सञ्चय करती हैं। यह सञ्चित 
कफ वसन्त ऋतु में सूर्यकी किरणों से पिघल कर कुछ 
स्तब्ध हुई देइ वाळे प्राणियों में ्ळेष्मिक रोग पेदा 
करता हे ॥ १२॥ 
ता एवौषघयो निदाघे निस्सारा रूक्षा अतिमात्रं 
MESA भवन्त्यापश्च, ता उपयुज्यमानाः सूयप्रतापोपशो- 


पितदेहानां देहिनां रौच्याल्लघुत्वाहवेशद्याच वायोः सच्ध- 
यमापाद्यन्ति | स सञ्चयः प्रावृषि चात्यर्थं जलोपछि- 
ज्ञायां भूमौ हिन्नदेहानां प्राणिनां शीतवातवपेरितो 
वातिकान्‌ व्याधीञ्जनयति | एवमेष दोषाणां सञ्चय- 
प्रकोपहेतुरुक्त: ॥ १३॥ 
ये ही ओषधियां और जळ ग्रीप्म ऋतु में साररहित, 
रूष और अत्यन्त हल्की हो जाती हैं। उक्तयुण वाली प्रयुज्य- 
सान ये ओपधियां और जळ सूर्य की गरमी से शुप्क देहवाले 
मनुष्यों में रूपता, agar और विशदता ( निःस्नेहा ) के 
कारण वायु का सञ्चय करती हें । यह वायु का सञ्चय Ng 
ऋतु में भूमि के जळ द्वारा अधिक गीली होने पर कलिन्न 
देह वाले प्राणियों में शीत, वात और वर्षा के कारण वातिक 
विकारों को उत्पन्न करता है । इस तरह दोषों के सञ्चय और 
प्रकोप के हेतु का चर्णन किया है ॥ ३३ ॥ 
तत्र वषहिमन्तमीष्मेषु सञ्चितानां दोषाणां शर- 
इसन्तप्रावृद्सु च प्रकुपितानां निहरणं कत्तेव्यम्‌ ॥१४॥ 
वर्षा, हेमन्त और भीष्म में सञ्चित हुये तथा शरद्‌, वसन्त 
और nga ऋतु में कुपित इये दोषों का ( उचित welts 
उपायों द्वारा ) निर्ईरण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
विमर्श--मिथ्या आहार-विहारादि से सञ्चित दोषों का 
संशोधन उनकी चयावस्था में ही करना चाहिये। “चय एव 
जयेददोषम्‌? (वाग्भट )। सञ्चयेऽपहृता दोषा SAPS नोत्तरा गतो । 
ते तूत्तराु गतिषु भवन्ति वलवष्तरा ॥ (gat) सञ्चितदोष- 
हरणविधिः-माधवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुन. । सहस्य- 
प्रथमे चेव हारयेदोषसञ्चयम्‌॥ ( च० सश Ho ७) । आवणे कात्तिके 
चैत्रे मासि साधारणे mara! ग्रीष्मवर्षाहिमचितान्‌ वाय्यादीनाशु 
निर्हरेद्‌ ॥ ( वाग्मर )। 


तत्न पैत्तिकानां व्याधीनासुपशमो देमन्ते, 'हैष्मि- 


२२ | सुशुतसंहिता | 


ne na PPL PP POLL LPL PPL LID PO LOLOL AP 


काणां निदावे, वातिकानां शरदि) स्वभावत एव । त देश देशात्‌ काल era. । वियाद दुष्परिद्यार्यलराहरीयस्त- 
3 


पशमा व्याख्याताः ॥ १४ Ul रमर्थवित्‌ ॥ व 
एते Ream हेमन्त में, कफजन्य रोगों का | पेच) अव्यापन्नानामोपधीनामपाशोपयोग : ॥२०॥ 
शमन मीमा में और चान्य रोगों का शमन शरद का ऋतुओं की विकृति के समय तथा महामारी रोग उत्पन्न 
स्वभाव से ही हो जाता | इस तरह दोपों के सञ्चय, प्रकोप | हो जाने पर अदूपित जोपधियों तथा जळ का Hs 
और प्रदामन की व्याख्या की गई दे ॥ १५॥ चाहिये ॥ २०॥ 


विमर्श-प्रायेण प्रशम याति स्त्रयमेच समीरण । शरत्काले विमर्श--ऋतुओं की विकृति प्रारम्भ होने के पूर्व ओप- 

वसन्ते च पित्त प्राइडती कफ ॥ ( शाप्नंघर ) | घियां उसाइ कर सुरक्षित रस लेनी चाहिये जसा कि चरक 

लिङ्गं में —तरमाव्‌ प्रायुद प्राक च भूमेविरसीमावादुद्ध<च्व 

त्र, vale बसन्त घ्याहे ग्रीष्मस्य, | मे कहा ई--तरमाद प्राथद्ध्वसाद भार्‌ च भूमेविरसीमावादुदरध्व, 

कर पहि र a प्रत्यु 2 | सौम्य! भैषज्यानि यात्रन्नोपष्टतरसवीर्यप्रमावाणि । शस्यते देहगत्तिश्र 

अपराध ATT भदो) आपका आर 2 > | भेपजे पूर्वमुदवते ! । आजकळ कॉलरा टायफायद, प्लेग, 'वेचक* 
पसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ | एबमहोरात्रमपि वपमिव 


Rat ead e . ao ल्यि 
) नजानी आदि महामारियों के फेळने के पूर्व उनसे बचने क लिये Pro 
शीतोष्णवर्पलच्तणं दोपोपचयभ्रकोपोपशमंजानीयात्‌। १६॥ कळत treatment करिया जाता हे जिससे रोग-सम्भावना 
दिन के पूर्व भाग मे वसन्त ऋतु के लक्षण होते हैं, एवं 


: Ie aga कम हो जाती है I 
सध्याह में औष्म, अपराह से AEE, सन्ध्या के समय वप? व्यापन्नेप्वप्यतुपु कृत्याऽभिशापरत्तःक्रो- 
आधीरात में शरदू और सूर्योदय के पूर्व ( घाहामुहूर्त ) में कदाचिद sie ee रट पीपधि पाहवत 
घाधर्मेरुपध्यस्यन्ते जनपदाः । विषोपधि न 
हेमन्त ऋतु के क्षण होते हैं। इस तरह दिन और रात भी युनोपनीतेनाक्म्यते यो देश -्यविशेषेण 
दोषों के सञ्जय, अकोप और प्रशमननों द्वारा ad की ave शीत, | घायुनोपनीतेनाक्रम्यते यो देशस्तत्र दोपभ्रकृत्यविशेषेण 
gon और वर्षा के लक्षणा से युक्त माने जाते हैं ॥ १६॥ कासखासवमथुप्रतिश्यायशिरोरुग्ज्यर रुपतप्यन्ते; ग्रहन- 
विमर्श--अहोरात्र में वर्ष की तरह प्रतिदिन gat | चत्रचरितेर्वा, ग्रहदारशयनासनयानवाहनमणिरव्ोपक- 
ऋतुयें तथा उनमें दोपों का सञ्जय, प्रकोप और ग्रशमन होते | रणगहितलक्षणनिमित्तप्राटुर्भांबेर्चा ॥ २१॥ 
रहते हैं । हि किसी किसी समय ऋतुओं के ठीक रहने पर भी कृया, 
तत्र अव्यापन्ञेष्वृतुष्वव्याप्ञा ओषधयो भव- | अमिद्याप, रास-पिदाचादिकों के क्रोध और अधमं से देश 
्त्यापञ्च, ता उपयुज्यमानाः प्राणायुबेलवीयॉजस्कर्या | के देश विनष्ट हो जाते हैं। कभी २ विपयुक्त अथवा विपैले 
aaa I १७॥ त की ae से के वायु द्वारा वातादि दोषों तथा सारि 
» | कादि प्रकृति की विशेषता के विना ही कास, श्वास, चमन 
हि pr wba Mn io प्रतिश्याय, शिरोवेदना तथा उवर से देसवासी पीडित हो जाते 
तथा जर भा अव्यापन्न अ तू अदू (पत ह्‌ ॥ उनका = | far सूर्यादि अह तथा अश्विन्यादि नक्षत्रों के अनिष्ट 
ak मागण, आयु, वळ, वीर्यं और ओज का aes | प्रभाव से भी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हं जथवा घर, खी, 
ताहै॥ १७॥ शयन ( पलग ), आसन, यान, वाहन, मणि, रत्न एवं अन्य 
तेपां पुनर्व्यापदो5दृष्टकारिता:, शीतोष्णुवातव- | उपकरणों की दुष्ट होने से तथा अन्य अशुभ-सूचक लक्षणा से 
पाणि खलु बिपरीतान्योपधीऽर्यापादयन्त्यपश्च ।। १८॥ | रोग उत्पन्न होते देखे गये है ॥ २१॥ 
उन ऋतुओं की व्यापत्‌ ( विक्ृति ) अदृष्ट ( अधर्म) विमर्श--बहुत से रोगों का विष वायुद्दारा प्राणियों पर 
से होती है शीत, उप्ण, वायु और वर्षा का वेपरीत्य ओप- | आक्रमण करता हे जेसे-मसूरिका, रोमान्तिका, प्रतिश्याय, 
Prat और जळ को विगाड देता हे ॥ १८॥ भस्तिप्कसुपुन्नाज्वर (Cerebrospinal Fever), रोहिणी, 
विमर्श--चरके४पि “कुतो मूलमेपा वाय्वादीना वैगुण्यसुपपयते?, | न्यूमोनिया, कास आदि । पूर्वकाल मे एक ag दूसरे शु 
वास्वादीना यदैयुप्यमुत्पथते तस्य मूलमधर्मः, तन्मूळ वाऽसत्कम | राजा के देश के जळ, वायु, खाद्य-पेय पदार्थों में विषादि 
yaaa! तेपा तथाधन्तहिंतपर्माणामधर्म्रधानानामपक्रान्तदेवता- | मिळा देते थे । 
TEEN व्यापथन्ते | तन्न, स्थानपरित्यागशान्तिकमंप्रायश्चित्तमङ्गलज्जप- 
तासायुपयोगाद्विविधरोगप्रादुर्भावो मरको वा | होमोपदारेव्याऽञ्जलिनमस्कारतपोनियमद्यादानदीक्षा- 
भवेदिति ॥ १६॥ $भ्युपगमदेवतान्राह्मणगुरुपरेभेवितव्यम्‌ , एवं साधु 
व विकृत डे आ डा तता जळ के सेवन करने से | भवति ॥ २२॥ 
अनेक प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव अथवा सरक भी उत्पन्न = 
होता है॥ १९ ॥ _ a में निवास स्थान का परित्याग, 
विमश्ष--मरक को महामारी ( Pandemic or epidemic | » जप, हवन, उपहार (वलिदान), 


ड यज्ञ इज्या 1 2, Tar लि 
disease ) कहते हैं । चरकोक्तकारण-बेयुण्यमुपपत्नाना देशकाला- ( इज्य ), Bates प्रणाम, तप, नियम, दया, दान, 


के दीक्षाग्रहण तथा देवता, घाह्मण जौ श्रः 
निलाम्भसाम्‌ 1 गरीयस्त्व विशेषेण हेतुमत सम्प्रवक्ष्यते | वातान्जलं | करना चाहिये, इससे शान्ति होती है | नम अमन 


ध्रध्याय- ६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | २३ 


A ANN SNAP FA A ADR ADI PE PPI IL LLL LOL LL PS” LLP 


“शध 


चिमर्श--नरकोक्तोपाया -“येपा न ग्रृत्युसामान्यं सामान्य न | Mere कोमळ पत्तर्वा से शोभित होती हैं ॥ ९०-३० ॥ 


न कर्मगान । कर्म पझविध॑ तेषा भेषण परमुच्यते ॥ दित जनपदाना 
से शियानातुपसेयनग, । सेपन जगाचर्यस्य तयैव शदाचारिणान्‌॥ 
सऱया धर्मश्चाग्गणाँ ग्दपोर्णा जितात्मनाम्‌ । धामिर्क, सारिवि नित्य 
SCA TEAR. ॥ 
अत उद्ध्यंमव्यापत्नानामृतूनां लक्षणान्युपदे- 
waa: | २३॥ 
इसऊे आगे अव्यापन्न ( अदूपितन्शुद्ध ) ऋतुर्भो के रक्षण 
FEA ह ॥ २३ ॥ 
वायुब्रत्युत्तरः शीतो रजोधूमाकुला दिशः । 
छन्नस्तुपारेः सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥ २४ ॥ 
दर्पिता ध्याह्खन्बाहमहिपोरश्रकुखरा: | 
रोत्रभ्रियद्वपुन्नागाः पुष्पिता हिससाहये ॥ २५ ॥ 
हेमन्त ऋतु में उत्तर दिशा की रण्ठी चायु चलती है, 
घारों Rane धूलि और धूप से व्याप्त रती हैं। सूर्य दुपार 
( द्विमपात ) से आच्छादित रएता है, तटागादि जळाशय ah 
से ढक जाते ह, काऊ, गाठा, महिप, भेडा और हस्ती ये अपने 
मद से दर्पित ( मदोन्मत्त) wae तथा छोध, प्रियद्ठ और 
gant ( नागरेदार ) के ae पुष्पित हो जाते E ॥ २९-२५॥ 
शिशिरे, शीतमविकं वातवृष्टयाकुला दिशः | 
शोषं हेमन्तवत्‌ सवं विज्ञेयं लक्षणं बुधैः ॥ २६॥ 
शिशिर ऋतु में शीत अधिक होता ह, दिशाएं वायु और 
वर्षा से व्याकुळ ( ध्याप्त ) रहती हैं तथा शेप लक्षण हेमन्त 
ऋतु के समान होते हें जिनका घुद्धिसान्‌ स्वयं ज्ञान कर 
ठेवे ॥ २६ ॥ 
सिद्धविद्याधरवधूचरणालक्तकाद्विते | 
सलये चन्दनलतापरिष्वङ्गाधिवासिते॥ २७ ॥ 
चाति कामिजनानन्दजननोऽनङ्ग दीपनः | 
दम्पत्योर्मानभिडुरो वसन्ते दक्तिणोऽनिलः॥ २८॥ 
दिशो बसन्ते विमलाः फाननेरुपशोभिताः | 
किंशुकाम्भोजवक्लचूताशोकादिपुष्पितेः ॥ २९ ॥ 
कोकिलापटपदगणेरुपगीता मनोहराः | 
दक्षिणानिलसंबीताः सुमुखाः पल्चबोज्ज्वलाः ॥ ३० ॥ 
वसन्त ऋतु में सिड तथा विद्याघरों की वधुओं के 
चरणों में लगे हुए अल्क्तक ( माहोर था sana) से 
अङ्कित मखय गिरि के ऊपर चन्दन पर चढ़ी हुईं चमेली- 
मालती आदि छताओं के आलिप्नन ( अत्यन्त संपर्क) से 
सुवासित, कामीजनों को आनन्द देने चाळी, अनङ्ग ( काम- 
देव) को dig करने वाळी तथा खी और पुरुषों के परस्पर 
मान का भेदक मळ्यगिरि की दक्षिणी वायु चळती हे । 


इनके अतिरिक्त चसन्त ऋतु में सव दिशाए निर्मल, वन-' 


उपवर्ना से शोभायमान, पढाश, कमळ, चकुछ ( मौळश्री ), 
ama और अशोक इत्यादि वृक्षा के पुष्पों से शोभित तथा 
व्वारो-ओर कोकिला और अमरो के समूह के गुञ्जन (गीत ) 
से मनोहर, दक्तिण दिशा की चायु से व्याप्त तथा अनेक नये २ 


Het तीदणांशुरादित्यो मारुतो नेऋतो5सुखः | 
भूस्तप्ता सरितस्तन्व्यो दिशाः प्रज्वलिता इव ॥ ३१॥ 
श्रान्तचक्राहयुगलाः पयःपानाकुला Bar: | 
ध्वस्तवीरुत्तणलता विपर्णा ङ्कितपादपाः ॥ ३२॥ 
ग्रीष्म ऋतु में सूयं तीषण किरणों वाला हो जाता है, 
नित्त दिशा का कष्टदायक पचन चलता है, gett गरमी से 
संतप्त रहती है, आदपप्रबाह के कारण नदियां पतली ( कम 
जळ वाळी ) हो जाती हैं, चारो दिश्या प्रज्वलित सी प्रतीत 
होती दे, चकचा भोर चकची का जोडा पानी की खोज में 
श्रान्त से = wat हैं, हरिण जळ पीने के लिये व्याकुळ से 
रहते ए, छोटे वक्त, तृण भर ware नष्ट हो जाती हे तथा 
पेड़ों के पत्ते पढ़ जाते ह ॥ ३१-३२ ॥ 
प्रावृष्यम्बरमानद्ध॑ पश्चिमानिलकर्पितेः | 
'म्चुदेबिंदुदुद्द्योतप्रखुतेस्तुमुलस्वने: ॥ ३३ ॥ 
कोमलश्यामशष्पाठ्या शक्रगोपोज्ज्वला मही | 
कदम्बनीपक्कुटजसर्जेकेतकिभूपिता ॥| ३४ ॥ 
mre ऋतु में आकादामण्डर पश्चिम दिशा की चायु से 
लाये हुये तथा विजली की चमक के साथ कुछ वरसने वाले 
और भयङ्कर गर्जन करने वाळे मेधों से व्याप्त रहता है एवं 
पृथ्वी कोमळ तथा श्याम रग की घास से व्याप्त, एव शक्रगोपों 
( इन्द्रवधू-वीरवहूरी ) से उज्ज्वल तथा कदुग्व, नीप, छुटज, 
सर्ज, केतकी से भूपित रहती हे ॥ ३३-३४ ॥ 
विम्श--वाइमी किकृतचर्पा वर्णने---'वारेन्द्रगोपान्तरचित्नितेन 
विभाति मूमिर्नेवशादलेन । 
तत्र वर्षासु नद्योऽम्भश्छुन्नोत्खाततटद्ुमाः | 
वाप्यः प्रोत्फुल्लङुसुदनीलोत्पलविराजिताः ॥| ३५ ॥ 
भूरव्यक्तस्थलश्वश्रा बहुससयोपशोभिता | 
नातिगजत्स्रवन्मे घनिरुद्धार्कम्रहं नभः ॥ ३६॥ 
वर्षा ऋतु में नदियां जळ से पूर्ण हो कर अपने प्रवळ 
प्रवाह से तीर के ऊपर के स्थित tet को sare देती हैं । 
चाचदियां अत्यन्त खिले हुए कुमुद ( श्वेत कमल ) तथा 
नीळ कमलो से शोभायमान रहती है। पृथिवी घास से ढकी 
होने से उसके ऊपर विद्यमान we और net विदित नहीं 
होते हैं तथा अनेक प्रकार फे धान्यो से सुशोभित रहती हे । 
इसी तरह मन्द-मन्द ध्वनि कर के वर्षते हुए मेघों से सूर्य 
सौर नत्र तथा आकाश छिपे रहते हे ॥ २५-३६ tt 
बश्चुरुष्णः शरद्यकः खेताभ्रविमलं नभः | 
तथा सरांस्म्बुरुहेर्भान्ति हंसांसघट्टिते: ॥ ३७ ॥ 
पङ्कशुष्कट्माकीर्णा निम्नोन्नतसमेपु भूः | 
बाणसप्ताहबन्धूककाशासनविराजिता ॥ ३८॥ 
शरद ऋतु मे सूर्य Rawat तथा उष्ण रहता है। 
आकाशा श्वेत वादळों से निर्मळ ( स्वच्छ ) दिखाई देता है। 
eat के इधर-उधर चलने से उनके कंधों से घडित ( भालो 
डित ) कमलां से सरोवर शोभायमान रहतेहे। तथा नीचे-ऊंचे 


8 


III IPI LP PLDI LSIPSLSLL PLL LL PPP PPAR PAP PPA EAA AAAS SCP ARPA AAA 


और समान स्थानों में एथिवी कीचड्युक्त, 
और qu ( चत्मीक-विमवट वनाने वाली घीटियों ) सेव्या 
हो जाती हे तथा Rea, सतौना, गुळ्दुपहरिया, कारा और 
विजयसार से ज्ोमित रहती दै ॥ ३७-३८ 0 
विमशै--वल्मीककारिण्य सहमा पिपीलिका हुमा उच्यन्ते। 
इति डव्हण । 
खगुणैरतियुक्तेधु विपरीतेषु वा पुन' । 
विषमेष्वपि वा दोपाः कुप्यन्त्यूतुपु देहिनाम्‌ 1] ३६ ॥ 
ऋतुओं में अपने स्वाभाविक gts अधिक मात्रा में 
बढने से तथा विपरीत होने से किंवा अपने गुणों के विपम 
होने से आणियों के शरीर-स्थित वातादि दोष प्रकुपित 
होते हैं॥ ३९ ॥ 
हरेद्रसन्ते म्हेष्माणं पित्तं शरदि निहरेत्‌। 
वर्षासु waaay भागू विकारसमुच्छयात्‌ ॥ ४० ॥ 
इति सुश्र॒वसंहितायां सूत्रस्थाने ऋतुचर्यो- 
नाम पष्ठोड्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
went 09008 /2/०-« 
रोग उत्पन्न होने के पूर्व वसन्त ऋतु में चमनादि विधि 
से कफ का हरण, शरद ऋतु सें विरेचन द्वारा पित्त का हरण 
शोर वर्षा ऋतु में स्नेहपान, वस्ति आदि उपायों से वात का 
संशमन कर देना चाहिये ॥ ४० ॥ 
चिमश--विरेचन हि पित्तस्य जयाय परमौषधन्‌ । चरके 
दोषइरणोपदेश.--दैमन्तिक दोषचय वसन्ते प्रबाइयन्‌ गैष्मिकम- 
अकाले । घनात्यये वार्षिकमाझ सम्यक्‌ प्राप्नीति रोगान्‌ ऋतुजान्‌ 
न जातु ॥ आजकल दोपशामक सुन्दर उपाय का उपयोग न 
करने से भिन्न-सिन्त ऋतुओं में चातादि रोगों की प्रबलता 
होती रहती हे । उक्त क्रम का पाळून करना अत्यन्त श्रेष्ठ है। 
प्रक्षाळनादि पङ्कस्य दूरादस्पर्शन वरम्‌ Prevention is better 
then cure. 


इव्यायुरवेदतश्वसदीपिकाभाषायां षष्ठोऽध्यायः | 


OT ALIA rrr 


सप्तमोऽध्यायः | 
अथातो यन्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः || १ ॥| 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: | २॥ 
_ अव यहां से 'यन्त्रविधः अध्याय का व्याख्यान करेंगे । 
जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्ठरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ 
चिमशे-यन्नव्युलन्ति -यन्न्यते शलकर्स॑समये नियन्त्यते 
रोगी रोगी वाऽनेनेति यन्त्रम्‌। शल्वाहरणोपायो वा यन्त्रम्‌ । 
यन्त्रशतमेकोत्तरम्‌, अन्न हस्तमेव प्रधानतमं 
थन्त्राणामवगच्छ | किं कारणम्‌ ? यस्माद्धस्ताइते यन्त्रा- 
णासम्रृत्तिरेव, तद्धीनत्वादू यन्त्रकर्सणाम्‌ ॥ ३॥ 


< यन्त्र एक सौ एक १०१ होते हैं। यहाँ हाथ को ही प्रधान 
यन्त्र जानना चाहिये कारण कि हस्त के विना यन्त्रां का प्रयोग 
असम्भव है क्योंकि यन्त्रकर्म दाय के ही अधीन होते हैं ॥३॥ 


“विमर्श - यन्त्र एक सौ एक १०१ ही होते दें ऐसा यहां" 
तात्पर्य नहीं हे, ये अनेक हो सकते हे । wae च विकरण 
विविधानि यन्त्राणि तत्कर्माणि च उपकल्पयेत्‌ । अनः कवः 
जञातपामियन्ताऽवथारणमशवयम्‌ । ( He सँ० ) । 

तत्र, मनःशरीराबाघकराणि शल्यानि; तेपामाह- 
रणोपायो यन्त्राणि॥ ४॥ 

५ सन और शरीर को वाघा ( दुःख ) पहुंचाने वाले भावों 
को शर्य तथा इन को निकालने के उपकरणों या उपायों का 
नाम यन्त्रः हे ॥४॥ 

विमर्श--मनःशल्य कोई दृश्यमान पदार्थ नहीं है अतः 
उसे यन्त्र-शखरों से निकाला भी नहीं जा सकता, इस दोप के 
निराकरणार्थ सुश्रत सूत्रस्थान के २६ वे अध्याय में “सर्वशरी- 
रावाधकर शल्यम ter meres किया दे। आहरणोपाय- 
विशेषकर स्वस्तिक, सदुश और ताळयन्त्र का कार्य है किन्तु 
अन्य कार्य भी यन्त्रो के होते हैं । 

१--दुर्शन कार्य--जेसे कण्ठशल्यावलोकन, योनित्रणेहणा- 
दि। निम्न यन्त्र रोग या शल्य-दर्शानार्थ Laryngoscope, 
Pharyngoscop, Gorethroscope, Cystoscope, Auroscope, 
Proctoscope, Sigmondoscope, Vaginal speculum, Rectal 
speculum, Nasal Specalum, इत्यादि | २--क्रियासोकर्य में 
स्पेकुलम तथा डायरेश्टसं । ३--विद्योधनकरार्य - जैसे मूत्रमार्ग 
शोधक केथेटर. साउण्ड, स्पून, स्कूप डायलेटर्स आदि । 

तानि पद्मकाराणि, तद्यथा-_स््स्तिकयन्त्राणि, 

संदंशयन्त्राणि, तालयन्त्राणि, चाडीयन्त्राणि, शला- 
कायन्त्राणि, उपयन्त्राणि चेति॥ ५ ॥ 


इन यन्त्रो के भाकृतिभेद्‌ से ६ प्रकार हें । जैसे स्वस्तिक 
यन्त्र ( Cruci form instraments +, सम्दृशयन्त्र (Forceps), 
ताळयन्त्र ( 8०००१ ०८ Spoon), नाडीयन्त्र ( Speculum ), 
शळाकायन्त्र (९7006 ) और उपयन्त्र ॥५॥ 


तत्र चतुर्विशातिः स्वस्तिकयन्त्राण दे dined, 
एव तालयन्त्रे, बिंशतिनांड्य., अष्टाबिशतिः 
शलाकाः, पञ्चर्विशतिरुपयन्त्राणि ॥ ६॥ 


~/ उनमें से स्वस्तिकयन्त्र २४ चौचीस प्रकार के, सन्दुंशयन्त्र 
२ दो अकार के, ताल्यन्त्र भी २दो ही प्रकार के, नाडीयन्त्र 
चीस २० प्रकार के हळाकायन्त्र २८ भद्टाइस प्रकार के सौर 
उपयन्त्र २९ पच्चीस प्रकार के होते हैं ॥ ६॥ 
विमर्श-'अष्टाब्गहद्य’ में ४ चार प्रकार के सन्दुंशयन्त्र 
२३ तेईस मकार के नाडीयन्त्र, ३४ चौतीस प्रकार के शलाकाः 
यन्त्र और १९ उन्नीस प्रकार के उपयन्त्र माने हैं । 


तानि प्रायशो लौहानि भवन्ति, तत्मतिरूपकारि 
वा तदलाभे ॥ ७॥ 


भायः करके ये यन्त्र लौह के बनाये जाते हैं लौह 
के अभाव से उसके सरश पदार्थों के सी बनाये जा = Fon 
विमर्श--लौह शब्द से फौलाद या स्टील ही अहण करें 
नकि, सोना चांदी आदि। किन्तु लौह (Iron) न मिलने 


अध्यायः-७ | 


सुत्रस्थानम्‌ | 


२% 


पर सोना, चांदी, तांबा आदि घातु तथा zz, लकडी और 
हाथी के दांत का उपयोग हो सकता है। 
तत्र, नानाग्रकाराणां व्यालानां मृगपक्तिणां सुखेमे- 

खानि यन्त्राणां प्रायशः सदृशानि | तस्मात्‌ तत्सारूप्या- 
दागमाइुपदेशादन्ययन्त्रदरोनादू युक्तितश्च कारयेत्‌ ॥ 

यन्त्रों की चनाचट या सकल (स्वरूप) के लिये कहा है कि 
अनेक प्रकार के हिंसक पश, मूग और पत्तियों के मुख के समान 
इनका मुख चनाना चाहिये क्यों कि इन जानवरों के सुख 
प्रायः wats समान होते हैं । इसलिये उक्त प्रकार के 
पशु-पक्षियोंके सुख-सारश्याचुसार, आगम (शाख) के 
प्रमाणानुकूळ, अनुभवी Fat के कथनाचुसार एवं पूर्वकाळ सें 
बने हुये यन्त्रां के समान और युक्तिपूर्वक यन्त्रां का निर्माण 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


समाहितानि यन्त्राणि खरःहच्णसुखानि च | 
सुदृढानि सुरूपाणि सुम्रहाणि च कारयेत्‌ ॥ ६॥ 
~ यन्त्रो को समाहित ( प्रमाणबद्ध, न अधिक मोटे और न 
अधिक छोटे ), आवश्यकतानुसार कोई geet भौर कोई 
झुळायम सुज वाले, अत्यन्त मजबूत, सुन्दर और जिन्हें ठीक 
तरह से हाथ में पकड़ सके ऐसे ननावें ॥ ९॥ 


तत्र॒ स््र्तिकयन्त्राणि-अष्टादशाङ्कलम्रमाणानि, 
सिंहन्याघ्वृकतरच्तवचषदवी पिमार्जारः््गालमुगेरवरुकका- 
ककङ्ककुररचाषभासराशाघात्युलूकचिल्लिःयेनगृधक्रोः- 
शन्नराजाञ्जलिकर्णावमञ्जननन्दिसुख्ुखानि, ससूराङ्क- 
तिभिः कीलेरवबद्धानि, मूलेऽङ्ुशावदाङृत्तवारज्गाणि, 
अस्थिविदष्टराल्योद्धरणार्थयुपदिश्यन्ते ॥ १० ॥ 
स्वस्तिक यन्त्रो को १८जद्ठारह्ट AAS प्रमाण के लम्बे तथा 
fae, व्याघ्र, भेडिया, तरच ( चरख ), भालू ( रींछ ), चीता, 
बिल्ली, thes, हरिण, हरिण के समान पशु ( एर्नारुक ), 
कौआ, कंक ( वयुळा ), कर, चास, भास, शशघाति (खरगोश 
को मारने वाळा ) उल्लु, चिल्ली ( चील ), श्येन (बाज), 
यीध, कोच, Wea, अज्ञळिकर्ण, अवभज्ञन और नन्दिमुख 
इन के सुर्खो के समान सुखवाले तथा मसूर के समान कील 
से सिरे ( दोनों खण्ड के मेळ ) पर मुडे इये एनं सूलभाग में 
अङ्कुशा के समान सोडे St पकड़ने के स्थान चाले होने 
चाहिये । ये 'स्वस्तिकयन्त्रः अस्थि में अथवा जहां कहीं भी 
शल्य हो उसे निकालने के लिये प्रयुक्त होते हैं ॥ १० ॥ 
विसर्श--स्वस्तिकयन्त्रों को Forceps कह सकते हैं। 
आज कळ सुख्य “स्वस्तिकयन्त्र, निम्न हैं-- 
प्राण्यङ्गसाम्यबाले--सिंहसुख Lion Forceps, शशघाति- 
सुख Dental Hawk bill Forceps, यूविकसुख Mouse teeth 
Forceps, मकरसुख Crocodile Forceps, शर्ञुख Bulldog 


Volsalla, कार्यानुसार नामवाले--8०८ Forceps, Dental 
Forceps | 


सनिमहो5निम्रहत्म संदंशौ षोडशाइुलौ भवतः | 
तौत्बख्सांससिरारतायुगतशल्योद्धरणाथमुपदिश्येते ।१ 
8 ge 


सनिग्रह (कील्युक्त With handle) और अनिग्रह (ate 
रहित Without handle ) ऐसे दो प्रकार के सन्दंशयन्त्र होते 
हैं तथा ये १६ सोलह अद्भुल wa होते हें । इनका उपयोग 
त्वचा, मांस, सिरा और स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के 
के लिये होता है ॥ ११ ॥ 
विमर्श--अष्टाडसंग्रह के “सनिवन्थनी निनिवन्धनश्च षोड 
age सन्दंशौ दो भवत ।” इस पाठ की टीका में सनिवन्धन 
का अर्थ कीलवद्ध किया है। अर्थात्‌ With ० catch और 
निर्निवन्धन का Without a catch ऐसा अर्थ होता है जिससे 
Dressing Forceps या ४ के आकार के Forceps ग्रहण किये 
जा सकते हैं | अष्टाइहृदय भी ऐसे dada लिखता है। 
“द्वीलवद्धविसुक्तामौ deat Regge” चाग्भर ने इन दो के 
अतिरिक्त तीसरा ६ aes का area ( षढङ्गुलोऽन्यो हरणे 
सूह्ष्मशल्योपपक््मणाम्‌ ) और चौथा सुचुण्डीसन्दंश ( मुचुण्डी- 
सद्वमदन्तर्जुमूले रचकभूपणा । गम्भौरत्रणमासानामर्मणः शेषितस्य 
च) माना है। 
तालयन्त्रे-द्वादशाहुले मत्स्यतालुवदेकतालद्विता- 
लके, कणेनासानाडीशल्यानामाहरणाथेम्‌ ॥ १२॥ 
-<“ताल्यन्त्रः संख्या में २ दो तथा १२ बारह AS के होते 
है तथा बे मत्स्य के ताळ के समान एक ताल और द्विताल युक्त 
होते हैं। इनका उपयोग कान, नासा और नाडी के शल्या को 
निकालने में होता है ॥ १२ ॥ 
विमर्श--ताल शब्द का सीधा अर्थ निम्न मध्यप्रदेश है 
तथा सन्दिरों में चजाने के कांस के ताळ और इस्ततळभी इसके 
अर्थ हैं। इस समय इन्हें Scoop या Spoon के रूप में अहण 
करना 'चाहिये । एक ताळ को 97786 Scoop तथा द्वितालको 
Double Scoop कहते हैं | 


नाडीयन्त्राणि-अप्यनेकप्रकाराणि, अनेकप्रयोजना- 
नि, एकतोमुखानि, उभयतोसुखानि च । तानि खोतो- 
गतशल्योडरणार्थ; रोगदर्शना्थम्‌ , SATO, क्रिया- 
सौकर्य्यार्थश्वेति | तानि स्रोतोद्वारपरिणाहानि यथा- 
योगदीर्घाणि च ॥ १३॥ 
972 नाडीयन्त्र भी अनेक प्रकार के होते है तथा अनेक कार्यों 
में प्रयुक्त होते हैं । किसी के एक तरफ सुख होता हे तथा 


के दोनों तरफ सुख होता है। नाडीयन्त्रों का प्रयोग 
och शल्य को निकाळने के लिये, रोगों को देखने के fea, 
अर्थात्‌ रोगों की परीक्षार्थ, कुछ नाडीयन्त्रों का उपयोग दूषित 
रक्त तथा पूय का चूषण करने के लिये एवं अश आदि रोगों में 
च्षारपातनादि क्रिया की सुगमता के लिये होता है। इन नाडी- 
यन्त्रो की सोटाई ख्रोतोद्वार के समान तथा लम्वाई आषश्य- 
कतानुसार होती है ॥ १३ ॥ 
विमर्श--नलिका की भाँति अन्दुर से पोछे तथा एक या 
दोनों तरफ जिनके सुख हों wet नाडीयन्त्र (Speculum and 
Scope) कहते है ॥,'नाडीवान्त सपिराणि यन्त्राणि नाडीयन्त्राणि” 
रोगदुशन के लिये Speculum प्रयुक्त होते है Ta Nasal Spe- 
culum, Earspeoulum, Rectal Speculam, Vaginal Speou- 
107) कुछ रोगदुर्शक नाडीयन्त्र में प्रकाश का मवन्ध होता है 


२६ सुम्रुतसंहिता | 


eI 
०: 


उन्हे 'स्कोपः कहते दै जैसे Recta Scope, Cysto Scope, Avro 
Scope, आचूषण क्रिया से दूषित रक्त ति को शद, 
अलावृ तथा दूपित खीदुश्ध को निकाळने फे लिये Breast 
pump, उरस्तोय के wa को निकालने के लिये Potams 
47४०६ तथा फोदी हुई पत्यरी के कर्णा को निकालने के 
लिये Eva ०००४० प्रयुक्त होता है। आजकळ अळावू. तया 
mae के दूषित रक्त-पूयादि के निकालने का कार्य Capp 
ang glasces से किया जाता है । चूपणकार्य के ल्यि वाग्भर ने 
बटीयन्त्र भी साना है (तद्वद घटी हिता युल्मतिळयोन्नमने च सा) 
ठोक में इसे get ळगाना कहते हैं। इस घरी में दीपक जळा 
कर या सन के गुच्छ जलाकर पेट आंधी कर देते हैं जिससे 
चूपणकार्य होता दै। शखक्रिया के मौकर्य Probe director, 
Herma director, Lithotomy director, और Fistula 
director प्रसिद्ध नाढीयन्त्र हैँ । 

तन्न भगन्दरा्शी घरगबल्त्युत्तरवस्तिमृत्रवृद्धिदकोट- 
रघूमनिरुद्धप्रकशसब्रिरुद्धगुदयन्त्राय्यलावशक्ञयन्त्रारिण 
चोपरिप्राह्त्यास: ॥ १४॥ 

इनमें से भगन्दर नाडीयन्त्र ( Rectal Speculum ), सेन 
यन्त्र, घणयन्तन (Symnge and irrigator) वस्तियन्त्र 
(Enema) उत्तरवस्तियन्त्र { Rubber ball vaginal douche) 
यूत्रइद्धियन्ड तथा दुकोद्रयन्त्र ( 087४ ), घूसयन्त्र (17- 
halers or Respirators) निरुद्धप्रकादयन्त्र ( Prepuce or 
Urethral dilator) afixesqzaex Rectal dilator or 
Bouge), wera और शद्वयन्त्र इनका विस्तृत वर्णन 
पृथक करेंगे ४ १६ ॥ 

विमर्थः-_ढर्हण ने अपनी टीका में wef तथा Re 
ऐसे भगन्दरयन्त्र तथा अ्शोयन्त्र के २-२ दो दो मेद माने ह । 
ब्रस्तिग्रन्त्र के ६ छ, ८ आठ, १० दस और १२ द्वादश age 
wa ऐसे ४ भेट, धूमयन्त्र के वैरेचनिक, स्नैहिक, आयो- 
गिक ऐसे ३ भेढ एवं शेष मूलोक्त मिलकर कुल २० नाढीयन्त्र 
साने हैं । हाराणचन्द्र जी ने अपनी रीका में अक्षोचन्त्र खरी 
और पुरुष भेद से >, चस्तियन्त्र ९, उत्तरवस्तियन्त्र पुरुषों 
के दो, Ret फे २ दो तथा कन्याओं के ल्यि १ पुक ऐसे 

* स्नेहिक, 
५ पांच, धूमयन्त्र-प्रायोगिक, , वेरेचनिक, कासध्न 
और घणधूपनार्थ ऐसे ५, शेप gate मिळा के, नाडीयन्त्रा 
के २० सेट किये हैं। वाग्मट ने gate सूळ के १२ बारह 
अथवा दीकामारों के २० वीस नाडीयन्त्रों के सिवाय 
निम्न ६ नाढीगरन्त्र ज्यादा माने हैं। १--कण्ठ्वाल्यावळो- 
क्रिनी नाडी (‘Throat Speculum ), शक्यनिर्धातिनी अहुछी 
चणक (Finger guard) शमीयन्त्र, ब्राणाइदायोंचन्त्र 
(Nasal Specniom ), योनित्रणेक्षणयन्त्र ( Vagina] 
speculum ) } 
,  शलाकायन्त्राणि-अपि नानाप्रकाराणि, नानाप्रयो- 
जनानि, यथायोगपरिणाहदीर्घारि च | तेषां गरडूपद- 
सर्पफणशरपुन्नविशमुखे दे हे, नचालनाहर- 

e दिश्येते ष्ड 
णार्थमुपदिश्येते मसरदलमात्रमुखे दे किब्विदानतामे 
सोतोगवशाल्योद्धरणार्थम्‌; पद कार्यासकृतोष्णीपाणि 
प्रमार्जनक्रियाचु । त्रीणि दर्व्यांकतीनि खल्लमुखानि, 


'नारौपधम्रणिधाना्थम्‌ | त्रीययन्यानि जाम्वववदनानि, 
त्रीस्यडुशवद्नानि, पडेवाभ्रिकमेस्त्रभिम्रेतानि | नासाऽ- 
बुंब्हरणाथमेक कोलास्थिदलमात्रमुखं खल्लतीदणोटम्‌ | 
शञ्जनाथमेकं कलायपरिमण्डलमुभयतो मुकुलाग्रम्‌ | 
मूत्रमागेविशोधनार्थमेकं मालतीपुष्पतरन्तामप्रमाणपरिः 
मण्डलमिति ॥ १५॥ 


शलाकायन्त्रों के भी अनेक मेढ हैं। ये अनेक कार्यों में 
प्रयुक्त होते हैं तथा प्रयोजन के अनुसार मोटाई तथा लम्वाई 
वाले होते हैं । इनमें गण्डपदसुसी अर्थात्‌ कॅचुप्‌ के समान 
झुल्चाली (Blunt probe), सर्पफणसुखी ( Retractors ), 
शरपुद्धसुखी और चढिशमुसी ( Hooks ) थे २-२ दो ढो होती 
ह इन का उपयोग क्रमशः एपण (Probbing), व्यूदन ( ऊपर 
को उठा कर ater निकालना ), चारन और आहरण से होता 
है। मसूर की दाळ के समान सुसवाली किश्वित्‌ नीचे की ओर 
मुडी हुई २ दो शलाकाएं होती हैं जो ख्रोतोगत शल्य के निका- 
लमे में प्रयुक्त होती हैं । शिर पर कार्पास (रूई) लिपटी हुई 
६ शलाकाएं Swab probes) होती हैं जिन्हें घगादि को 
पॉछने में प्रयुक्त करते है । दर्ची (weet ) के समान ones 
चाली तथा ug ( जौपधमर्दन पात्र ) की तर कुछ गटदेदार 
३ तीन शलाकाएं (Spoons) होती हैं। इनको अणादिक में 
छार तया अन्य औषध ख्याने के प्रयोग स लेते हैं। इसी तरह 
अन्य दै तीन दळाकाएं जामुन फल के समान सुगर चाळी द्वोती 
हं एवं ३ तीन अछुश|के सदृश सुखवाली होती हें इन ६ get 
डाळाकाओं को अग्निकर्म (02५९15 ) में प्रयुक्त करते हैं। 
नासिका Sage को निकालने के लिये वेर की शुटली के 
समान सुखवाळी तथा खरछ के किनारों की तरह तेज किनार 
वाळी एक श्राराका ( Nasal Corette) होती 1 इसी तरह 
बीच में सटर के समान गोळ तथा दोनों किनारी पर सुकुराकार 
( पुृष्पकलिका समान पतली ) geet एक दालाका होती है 
जिसे नेत्रा में सुरमा आंजनों के लिये प्रयुक्त करते है। माळती 
पुप्प के चरन्त ( डठळ ) के अग्र के समान मोटाई तथा गोलाई 
या etary के प्रमाण वाळी एक शलाका ( Urethral sound 
or Boogie) होती है नो कि मूत्रमार्ग के शोधनकर्म सें 
प्रयुक्त होती हे ॥ १५ ॥ 
विमशः--चाग्भट ने निम्न ५ दाळाकाए अधिक मानी हैं । 
गर्भा (Blunt hook and crotchet) सर्प 
( Lathotomy Scoop ) कर्णद्षोधनयन्त्र ( Ear 8०००१ ) शर- 
पुद्ठमुखयन्त्र ( Tooth elevator ) अर्धेन्डुदुखीदालाका | 
उपयन्त्राणि-अपि रञ्जुवेणिकापट्टचर्मान्तर्वल्कल- 
लवावख्नाष्वीलाऽश्मसुद्गरपाणिपादतलाङ्कलिजिह्रादन्तनख 
मुखबालाश्वकटकशाखाप्टीबनप्रवाहणहर्पायस्कान्तमयानि 
क्षाराशिभेपजानि चेति ॥ १६॥ 

५ उपयन्त्रा सें रस्सी, वेणिका, पट्ट, चर्म, अन्तरछाल, लवा, 
चख, जहीलाअन्यि के आकार का पत्थर, ge, पाणितल, 
पादत्तळ, agi, जिह्वा, दांत, नख, सुज, वाल, अश्वकटक 
( घोडे की काठी ), as की दाखा, छीवन ( थूकना ), प्रवा- . 
हण, हर्ष, अयस्कान्त, Te, अग्नि, और मेषज कहे गये हे॥१६॥ 


२८६ 


अष्टमोऽध्यायः | 
अथातः शा्ञावचारणीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अच यहां से शखावचारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे जैसा कि भगवान्‌ धन्वस्तरि ने सुश्रुत के fae था॥ 
विसर्शः--शखाणामवचारणमुपयोगो यस्मिन्नध्यायेऽर्ति स 
द्राजावचारणोयस्तं तथोक्तम्‌। 


विशतिः seni, तद्यथा--मण्डलाग्रकरपत्रवृद्धि- 
पत्रनखशस्रमुद्रिकोतपलपत्रकाद्धेधारसूचीकुशपत्राटीसुख- 
शरारिमुखान्तर्मुखत्रिकूर्चषकऊुठारिकात्रीहिमुखारावेतस- 
पत्रकवडिशदन्तशाङकेपण्य इति॥ ३॥ 
शसख यीस प्रकार के होते टें । उनकी गणना एस प्रकार 
1 १-मण्डलाग्र (Circular imife or Round head 
kmfe, Decapitating koe), २-करपत्र ( भारी Bone 
saw) ऐ-घूढिपत्र ( प्रयताग्र Scalpel या Dissecting knife 
तथा भब्चिताग्र Curved 515००४7 ), ४-नसशख्र ( Nn 
parer ), ५~सुद्विका ( Finger kmfe), ६-उत्पल्पन्न (Ja 
neet), ७-अर्धघार (Single edged knife ), <-सूची 
( Necdle-Straight सरल, Hol! Curved चक्रमुख, Fully 
Curved gam), ९-कुद्पन्र ( २४९५ knife or Bist. 
oury ), १०-आटीमुख ( चकवत्तिमते Hawk bill Sossors, 
सामान्यत. यह Lancet 2), ११-करारीमुस (Por of 
Soissors ), १२-अन्त्चुंज (Carved Bistoury ), १३-त्रिकू* 
sip (7४००० or Brush), १४-कुठारिका ( कुठारसदत्न 
Axeshoped knife), १५-घरीदिसुस ( 770०४"), १६-आरा 
( Awl भाल), १७-वेततसपत्न (Narrow claded knife या 
soalpel ), १८-बढ़िश (Hook ), १६-दुन्तदाळु ( Tooth 
8९९९ )२०-एपणी (Sharp Probe, Probe director ) MRM 
विमर्शः--वाग्भट ने उक्त वीस शर्तों के अतिरिक्त निम्न 
थाख अधिक माने हैं । सर्पास्य घ्राणकर्णाशोंछेदनार्थम्‌ । लिशनाश- 


वेधनी शलाका ( Cataract Needle ) कूर्च, नं० ४, खज, नं 
१ न० ५ 
कर्तरी, न० ६ कर्णवेघनदासख | Gi 


तत्र मण्डलाग्रकरपत्रे स्यातां छेदने लेखने च। 
बृद्धिपत्रनखशस्जमुद्रिकोत्पलपत्रका द्वंधाराणि छेदने भेद- 
ने च । धुचीछुशपत्राटीमुखशरारियुखान्तर्भुखत्रिकूच- 
कानि विख्ावणे। कुर्ठारिकान्रीहिसुखारावेतसपत्रकाणि 
व्यधने सूची च | बडिशं दन्तशङङुश्चाहरणे | एपण्ये- 
षणे 'आजुलोम्ये च । सूच्यः सीवने | इत्यष्टविषे कर्मणि 
उपयोगः VAN व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


५ उक्त शं में भण्डळाग्र तथा करपत्र छेदन और ळेखन 
कस में घृद्धिपन्र, नखशख, wba, उत्पळपत्र और aden 
‘Sea vite “भेटन? कर्म में, सूची, कुशयन्त्र, आटीसुख, दारा- 
रीमुख, wage और त्रिकूर्चक 'विज्नावण कर्म? में, कुठारिका, 
त्रीहिसुख, आरा, वेतसपत्र और “सूचीवेधनकर्स में, बढिश तथा 
दुन्तशङ्क 'आहरणकर्मः में, तथा एपणी और एपण "अनुलोमन? 
और 'सूचीलीवन! के कर्म में प्रयुक्त होती है। इस तरह उत्त 


क 


सुत्रतसंहित! | 


SOIT RI agregar perp PPP EPP aa cst ns nnd 
NINN NAS PP PP PIL OD DE DAS SAAS LLP POL 


शर्तों का भाट प्रकार के दाखकर्म में उपयोग कष्टदिया गया है॥ 
तेपामथ यथायोगं प्रहणसमासोपायः कमसु वच्ष्य- 
ते-तत्र शृद्धिपत्रं वृन्तफलसाधारणे भागे गृही याद्भेदना- 
न्येवं सर्वाणि । बृद्धिपत्न॑ मण्टलाप्रश्व फिञ्चिदुत्तानेन 
पाणिना लेखने बहुशो5बचायम । gears विख्ावणानि | 
बिशेपेण तु बालवृद्धसुकुमारभीरुनारीणां गनां राजपुः 
atorg त्रिकूचेकेन विस्रावयेत्‌ | तलप्रच्छादितवृन्तर 
मद्ु्प्रदेशिनीभ्यां ्रीहिमुखम्‌ | छुठारिकां वामहस्त- 
न्यस्तमितरहस्तमध्यमाठुल्या5द्गुविष्टच्धया5 भिहन्यात 
'आराकरपत्रेपण्या मूले | शेपाणि तु यथायोगंग्रह्ीयात्‌ ॥ 
अथ एन दाखा को फर्म करते समय वाथ में धारण फरने 
( पफडने ) की विधि कहते हैं। उनमें से 'वूदिपत्र wa फो 
डुन्त और फळ के संयोग स्थान पर पकद़ना चाहिये oF 
अन्य सर्वप्रकार के “मेदक wah को भी इसी तरद्द पकटे । 
‘ofS qa तथा 'मण्टछाग्रः श्र को कड उत्तान किये हाथ 
से पकद कर Saray में अनेक बार उसका Aqua 
( प्रयोग ) फरना चाहिये । 'विज्ञावण कर्म”! फरने वाले दाखों 
फो घुन्त के अग्रमाग पर पकड़ने चाहिये। विशेषत्तया ares, 
वृद्ध) कोमठाद्ग, डरपोक और rat के तथा राजा और राज- 
wat के विज्लावण कर्म 'त्रिकूर्चक दाख? से फरं। edt शाख? 
के एन्त भाग को हस्ततळ में ढांक फर gE तथा प्रदेशिनी 
age से उसे पकठना चाहिये । ‘gafier को area से 
पकड़ कर दणिणहस्त की मध्यमाठ्रुली से अद्भुष्टा का सहारा 
लेकर उसके शिर पर ठोकनी चादिये। “आरा”, 'करपत्र' भोर 
धपुषणी! को भूछभाग में पकड तथा शेप शर्तों को धार्म के 
सुविधानुसार उनका जो स्थान योग्य छो उसे पकट्ना 'चाहिये॥५॥ 


तेपां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ ६ ॥ 
उन Wal का स्वरूप प्रायः उनके नाम से A जान 
लिया जाता है ॥ ६॥ 


तत्र TASTE BIA, सूच्यो बच्यन्ते, | 
(अदेशिन्यप्रपव॑ प्रदेशप्रमाणा मुद्रिका । दशाहुला शरारि- 
सुखी सा च कत्तरीति कथ्यते)।शेपाणि तु पड्ुु लानि॥ 

उनमें ‘TURE और 'एपणी! ers आठ अट्टुळ के होते 
हैं। 'सूचियों? का व्याख्यान आगे किया जायगा। 'सुद्रिका- 
mer भदेशिनी ( तर्जनी ) अङ्टुळी के अग्रिम पर्व ( पोरये ) 
के बराबर होता हे । “रारिसुखी wer दृशा ARS प्रमाण 
का Sate उसे ‘aid ( केंची ) कहते हैं। शेप अख छु 
अद्भुळ प्रमाण के होते हैं ॥ ७॥ 


तानि gaat सुलोहानि सुधाराणि सुरूपाणि 
सुसमाहितसुखाम्राएयकरालानि चेति शख्रसम्पत्‌ ॥८॥ 

इन Wat की ys (६०0८) उत्तम हों जिससे थे 
समह हों ( टीक तरह से पकड़े जा सकें), ये अच्छे लौह 
( कान्तलीह या 9९९1 ) से बने हों, अच्छी धार वाले, दीखने 
सें सुन्दर, इनके सुख का अग्रभाग टीक चना हो, तथा ये 
wet भकराळ ( दांते रहित ) होने चाहिये! ये seer शाख 
सम्पत्‌? के नाम से कहे गये एं ॥ ८ ॥ 


अध्यायः ८ ] 


तत्र वक्र, FW, खण्डं, खरघारम्‌, अतिस्थूलम्‌ , 
अतितुच्छम्‌ , अतिदीर्घम्‌ , अतिहस्वम्‌ ; इत्यष्टौ शत्र 
दोषाः । अतो विपरीतगुणमाददीत, अन्यत्र करपत्रात्‌। 
तद्धि खरघारमस्थिच्छेदनार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 

3”/7ईनमें चक्र (32), धारा सें झुण्ठित, प्रयोग के समय या 
ऐसे ही पडे २ खण्डित होते रहना, Gat घारवाले अधिक 
मोटे, अधिक पतले, अधिक लम्बे, अधिक छोटे ये आठ 'शख्रों 
के दोष” हैं । इन दोषों से विपरीत quae wat को ग्रहण 
करें किन्तु 'करपत्र' खरघार वाला ही अस्थिङ्घेदन में उपयुक्त 


होता है ॥ ९॥ 


तत्र धारा भेदनानां मासूरी, लेखनानासझंमासूरी, 
व्यधनानां विख्रावणानाञ्च केशिकी, छेद्नानामघके- 
शिकीति ॥ १०॥ 

इनमें “भेद्नकर्म' करने वाले Tal की धारा मसूर के 
समान, 'लेखनकर्म! में अयुक्त wel की घारा अर्धसासूरी, 
“न्यघन? तथा ‘Rar sa करने वाले wet की धारा 
केशिकी ( केशसच्शतन्दी ) और ‘Sea कर्म? करने वाले शस्र 
की धारा अर्धकेशिकी होनी चाहिये ॥ १० ॥ 


बडिशां eager । तीच्णकण्टकप्रथमयव- 
पत्रमुख्येषणी गरडूपदाकारसुखी च ॥ ११॥ 

“बिडिश? और ‘araag? ये दोनों शत्र अध्रसाग पर ge 
इये होते हैं । तीखे कांटे के समान झुख़वाली, यव के नवीन 
उत्पन्न पत्र के समान सुख वाली और केंचुए के समान आकार 
तथा मुख चाळी ऐसे तीन प्रकार की “एपणी' होती हे ॥ ५१ ॥ 

विमक्षेः-_“वडिशं दन्तशङ्कुश्षानतामे तीइगकण्टकप्रथमयवप- 
ज्नमुखे, एषणी गण्डूपदाकारसुखी । त्तीचगकण्टक ससान ‘afer 
तथा प्रथम यवपत्र समान 'दुन्तशडु' और गण्ड्पद के आकार 
की 'एपणी? ऐसा पाठान्तर है जिसे 'हाराणचन्द्रजी' ने भी 
साना है । 


तेषां पायना त्रिविधा क्षारोदकतैलेषु | तत्र क्षार- 

पायितं शरशल्यास्थिच्छेदनेष; उदकपायितं मांसच्छे- 
he ~~ > 
दनभेदनपाटनेछु, तेलपायितं सिराव्यघनस्नायुच्छे- 
दनेषु ॥ १२ Ul 
pp शारो को तेज करने के लिये इन्हें गरम कर चार, जळ 

और तेल में gare हैं । इस क्रिया को 'पायना' कहते हैं तथा 
यह चार, उदक और तेल ऐसे तीन अकार की होती है। 
“दारपायित दाख? दार ( चाण ) के शल्य को निकालने तथा 
अस्थिदेदन में प्रयुक्त होता है । 'उद्कपायितः श्र को मांस 
के छेदून, भेदन और पाटन कमं सें प्रयुक्त करना चाहिये। 
'देलपायितः saat को सिराओं के वेधन कमं तथा स्नायुच्छेदून 
कर्म में अयुक्त करें ॥ १२ ॥ 

विमइी-पायना ( Tempering ) निइताना शख्ाणा तत्प- 
शाद्‌ द्रवद्रव्येषु निर्वापर्णं पायना। सा च वम्तदद्रवमरमावात्‌ ˆ कमंवि- 
शेवोत्कर्षंकरो भवति 1 ( हाराणचन्द्रः ) “पायितं ,द्रवेण तेक्ष्ण्यकरणे 
fiaferat भाषा” ( इन्दुः ) 


सुन्नस्थानम्‌ । २६ 


, तेषां निशानाथ ऋछच्णशिला साथवर्णा; घारासं- 
स्थापनाथ शाल्मलीफलकमिति ॥ १३ ॥ 


Tal की धारा को तेज करने के लिये उड़द के रंग की 
(काली ) खुरदरी शिला होती है। aati की धारा को स्थिर 
रखने के लिये सेमल के बृ का फलक उपयोग सें आता है ॥ 

विमर्थः--कुण्ठित wa को प्रथम 'निशातनी’ ( Whet 
stone) पर घर्षण द्वारा तीचण कर पश्चात्‌ “शाइमलिफलक? 
(aes “नाई चर्मप्ट' काळ में लाते हैं ) पर नाइयों की 
दृष्टविधि के अनुसार दो तीन वार शज को चिस लेवें या फेर 
लेवें इस 'धारासंस्थापना? को Stropping कहते हैं। वाग्भट 
ने wat को सुरक्षित रखने के लिये एक “areata” ( Sorgi- 
cal instrameat Case ) का वर्णन किया है। स्वान्नवाहुल्वि- 
त्तार- सपनो द्ादशाछूबुल" ) क्षोमपत्रोर्णक्रीरेपदकूल्छदुचमजः ॥ 
विन्यत्तपाशः wer सान्तरोर्णास्यशखकः। शलाकापिहितात्यश्व 
शक्षकोश. सुसव्च* ॥ 

भवति चात्र । 

यदा सुनिशितं शतं रोमच्छेदि सुसंस्थितम्‌ | 

सुगृहीतं प्रमाणेन तदा कर्मसु योजयेत्‌ ॥ १४॥ 

जब 'निशातनीः पर विसा हुआ शत्र रोस कारने में समर्थ 
हो जाय ( जैसा कि नाई अपने पांव या हाथ के वालों पर घार 
दिये छुरे की वाळ काटने के पहिले परीक्षा कर लेते हैं तथा 
सुसस्थित ( शोभनाकृति ) हो और उसे शाख प्रमाणानुसार 
हाथ में घारण कर पश्चात्‌ शत्नकस में अयुक्त करे ॥ १४ ॥ 

अनुशख्राणि तु त्वक्त्साररफटिककाचकुरुविन्दज- 
लौका5भिक्षारनखगोजीशेफालिकाशाकपत्रकरीरवाला- 
Fat इति ॥ १५॥ 

Vata की छाल, स्फटिक पत्थर, sid, करविन्द, नॉक, 
अग्नि, कार, नख, गोजी ( गाजवा ), हार अङ्गार का पत्ता, 
शाकपन्न ( सागौन का पत्ता), करीर, चार कौर अडुलियाँ 
ये “अचुक हैं ॥ १९॥ 

चिमशः--'अनु्ष्ः--अशख्नाण्येत्र Tea ङ्॒वन्तोत्यनुः 
शखाणि, (इन्दः) । अथवा शख्लद्शानि--अनुशङाणि, 
( हारासचन्द्रः ) । 

Rast शाद्जभीरूणां gents च योजयेत्‌ | 

त्वक्सारादिचतुवेगं छेथे भेद्ये च बुद्धिमान्‌॥ १६॥ 

आहाय्येच्छेद्यभेचेषु नखं शक्येषु योजयेत्‌ | 

विधिः प्रवक्ते पश्चात्‌ च्ञारवह्विजलौकसाम्‌॥ १७॥ 

ये स्यु्सुखगता रोगा नेत्रवत्मंगतात्च ये | 

गोजीशेफालिकाशाकपत्रेविसावचेत्त तान्‌ ॥ 
एष्येष्वेषर्यलाभे तु बालाडुल्यडुरा हिताः १८ ॥ 

“द्वाळकों के लिये तथा शर्तों से डरने वाळे पुरुषों के लिये 
और जब संयोगवश पास सें कोई शखर न हो तव छेदन जौर 
भेदन कर्म करने के लिये 'त्वळूसारादि' ( वंश, — काच, 
कुरविन्द ) अनुशख का प्रयोग करें । आहरण, छेदन मेदन 
तया a शक्य ( करने योग्य ) शखकर्म को करने के लिये 
नाखूनों का प्रयोग करना चाहिये । 


36 सुश्रतसंहिता , न स्स य्य य्य 
अध्यायों में कहुँगे। जो रोग मुख मे उत्पन्न होते हैं उनका कर्माभ्यास ) करवानी चाहिये a स्नेहन, स्वेदन, चमन, 
नेत्रा के वत्म में होने वाले रोगों का विल्ञावण गोजी, शेफालिका विरेचन, तथा छेदन, भेदन, वेधन fe कचा स कमपय 
और शाक के पत्रों से करना चाहिये । एप्यकम में 'एपणी! | ( मार्गदर्शन ) का उपदेदा करें । अच्छी प्रकार से र गाज 
का अयोग करें तथा एपणी के अभाव से वाळ, भद्दुलियों और | को श्रवण क्या ( पढा) हुआ भी निष्य ( छात्र pel) यदि 
अङ्कुरों का उपयोग करना चाहिये ॥ १६-१८ ॥ "योग्या? को a सीखा हो तो ae अयक्ष्मा ( रामं; 
fat --क्षष्ठाइसग्रह में उक्त चतुर्दश agaet के | चिकित्साकर्म, भेपजादिनिर्माण कर्म) में शाव होठा हे ॥३॥ 
अतिरिक्त सूर्यकान्त ( Converging glass ) स्वग्दाह के लिये, तत्र, पुष्पफलालावूकालिन्दकत्रपुसर्वारुकर्कारुकप्र- 
ससुद्रफेन ( Cattle fish 00०९ ) ठेखनक्म के लिये तथा शृतिपु छेद्यविशेषान्‌ दर्शयेत्‌ , उत्कर्तनपरिकर्त्तनानि 

शुप्कगोमय ये तीन “अनुज” अधिक वर्णित क्रिये गये हैं । चोपदिशेत्‌, दृतिवस्तिपसेवकप्र तिपू उदकपडझुपूर्णप भेद 
शल्बास्वेतानि मतिमान्‌ शुद्धशैक्यायसानि तु | योग्याम्‌ । सरोम्णि चर्मण्यातते लेख्यस्य | मृतपशुसि- 
कारयेत्‌ करणग्राप्तं HAC कमेकोबिदम्‌ ॥ १६ ॥ रासूत्पलनालेपु च वेध्यस्य | घुणोपद्दतकावेरुनल- 
बुद्धिमान्‌ वैद्य इन wat को ge ( अपद्रव्यरहित ) | नालीशुष्कालावूमुखेष्वेपय्रस्य | पनसविम्वीविल्वफलम- 
शैक्यायस ( तीचगायस, फोलाद Stee: ) से करणप्राप्त (उप | त्ञामृतपशुदन्तेण्वाहाय्येर TART | सधृच्छिट्टोपलिप्ते शाल्म- 
करणवनाने मे चतुर ) कर्मकोविद (लोहकार are के पण्डित) | लीफलके विस्राव्यस्य | सूच्मघनवसरान्तयोसदुचर्मान्त- 
ऐसे कर्मार ( छुहार ) से वनवाटे ॥ १९॥ योश्च सीञ्यस्य। पुस्तमयपुरुपाङ्ग प्रत्यङ्ग विशोषेषु वन्धनयो- 
्रयोगज्ञस्य ener सिद्धिर्भवति नित्यशः | ग्याम्‌। मठु चममांसपेशीपूत्पलनालेपु च कर्गसन्धिबन्ध- 
तस्मात्‌ परिचय झुर्याच्छञ्चाणां अहणे सदा ॥ २० 1 योग्यामू। Bey मांसखर्डेप्वभिक्तारयोग्याम्‌ | उद्कपूर्ण- 
इति सुश्र॒तसं हितायां सूत्रस्थाने शब्ावचा- घटपाश्वल्नोतस्यलाबूमुखादिपु च भंत्रप्राणधानबत्तिव्रग- 

रणीयो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ वस्तिपीडनयोग्यासिति ॥ ४॥ 
sie 
Tat ayaa, wat अनुयन्त्र आदि के प्रयोग 


'योग्या! अथवा प्रत्यक्षकर्माम्यास के लिये घुप्पफल 
( कोहडा ), अलावू ( लौऊी, धियाकदूदू ), कालिन्दुक 

( उपयोग ) को भळीभांति जानने वाले वैद्य को सदा शत्र 

कर्म में या रोगी को ठीक करने मे सिद्धि ( सफलता ) प्राप्त 


( तरबूज़ ), age ( खीरा ), wale ( क्कडी ), wales 
( वाळन ककडी ) आदि पदार्थो पर 'देचयाडिकर्स' की विशेषता 
होती दै इस लिये हमेशा श्रग्रहण करने में परिचय (अभ्यास) 
करना चाहिये ॥ २०॥ 


का अभ्यास ड भरता चाहिये तथा उत्कर्तनः ( ऊर्ध्॑च्देद ) 
और 'परिकरत्तन? ( अधरटद ) सी इन्हीं पर सिखार्वे। दति 


ns पिकासापायाससत्रोज्ष्यायः ( मशक ), वस्ति ( Bladder ) भौर ग्रसेवक ( चर्मनिर्मित- 
es os bi oe ee भाण्ड ) भादि को जळ लर कीचड से भर कर इन पर “मटन 
Wee Baran कम? का अभ्यास कराना चाहिये। विस्तृत और चाल्दार 
नवमोऽध्यायः चमड़े पर 'लेखनकर्मः का अभ्यास, खत पशुओं की शिराओं 


(Veins ) तथा FACTS पर Say, घुण छगने से 
नष्ट हुये काष्ठ, वांस, कमळनाल भादि तथा सूखे हुये तुम्दी 
के सुखो में 'एपणकर्मः पनस ( करहरू ), विम्दीफल, 
डोरी, कुन विश्‍वफल की सज्ञा तथा सुत 
पशुओं के दांतों पर 'आाहरणकर्मः सोम ( मधूच्छिष्ट) से 
(fez) हुये सेमल के Res पर “विश्रावणकर्मः 
पतले तथा मोटे दो बच्चों के TRA तथा कोमळ चमड़े के 
मान्त भागों पर 'सीवनक्र्म), वर अथवा ast से बनाये 
इये पुतळा ( Dummy ) के अङ्ग अत्यहों पर 'वन्धनकर्म' 
( Bandaging ), झुलायम मांस खण्डो प्र "अग्निकर्म? कौर 


अथातो योग्यातूत्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः || १॥ 
यथोवाच WITT धन्वन्तरिः 1 २ ॥ 


अव इसके आगे 'योग्यासूत्रीय' अध्याय का वर्णन करेंगे 
जसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरिने सुश्रुत के लिये कहा था ॥४-२॥ 


विसर्रः-नोय्यादन्जीयन्‌-योग्या सन्यक्करनन्यास , योग्याचा 
च, तदिद्यते यस्मिन्‌ स तया । अन्ये तु योन्यास्यापक a योग्या- 
wa तदविङन्य इनोध्ध्यायो योग्याउन्रीरस्त तथेति | करतव्यऊर्मण 
सन्वन्वोगाय तत्सदृञक्माभ्यानो योग १ “योग कर्मच कौशल्न?” 
तेन योगाय प्रभर्तीति योग्या पत्या चर arated ततचिङ्त्य छतो 
अन्यन्त नयेति चक्र “योग्या? को डाक्टरी सें ओपरेरिह् सर्जः 


ड्‌ 
Wey? तथा $ मांसपेशियों और 
Operative § < दे सर्जरी | पर 'कर्णसन्धिवन्धन स ats और ee 
( Operative urgery ) कहते हें तथा शरीर (Dead फणसन्चिचन का अभ्यास कराना चाहिये ! इसी 


body ) पर यह अभ्यास कराया जाता है 
~ gz g 
अधिगतसबंशाब्ाथमपि रिं Wars | 
सेद्दादियु छेचादिपु च करमपथमुपदिशेतत | areas 
~ कमस्वथो ~ SS ° 
प्यक्रतयोग्य. कमस्वयोग्यो भर्वात !॥ 2 - 


मकार जळ से भरे हुये घडे के पार्र्वछिद्र में तथा तुम्बी 


xX as 
sue आदि में नेत्र? ( वस्तिनेत्र ) का प्रवेश, “वस्तिकर्म? 
र बणचास्ति कर्मः की शिक्षा देनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
fray. a 
NS -पुत्तो दार्व्यादिमय्या: , र्याचाळनेर्पादान- 
कारण यद्दस्तु तदुच्यते ( अरुणदत्त ) अन्यव्ब--श्नदा वा SRT 


अव्यायः १० | 


सृत्रत्यानम्‌ | 


३१ 


Se nn APD PRD DRAPE tas 


sunt) Stara: et वाऽपि पुस्वमित्वनि- 
ava ॥ छुस्न को Dammy seas तथा इस पर प्रसव- 
कालीन गर्भरगतियो? तथा 'मिढगभ के झल्यकर्माम्थासः का 


ज्ञान कराया जावा दे अन्य सर्च ऋच्नकर्माम्थास wa दारीर 


ay Seay 


पर हा बराच = । प्राचान काल रा = निकट माने 
जाने से पुस्त का प्रयोग लिखा दै । तवं तत्सष्टिन॑ चेव स्वश्वा 
स्नानेन Hea! (न्नुः) परन्तु Ba शरीर पर ही सच्ची 
योग्या? ras जा सकती द अतः वंचकीय छात्रों को उसी 
पर Operative Surgery की Prat देव 1 
Wada । 
~ ~ lal tn be! जर ~~ 
एतमादिचु HA योग्याहयु चथा।वाधि | 
द्रव्येंध योग्या छर्वाणो न प्रमुञ्चति कर्मेसु ॥५॥ 
अधिक वुद्धिमान छात्र उक्त प्रकार के उपकरणों तथा 
अन्य योग्य वस्तुओं पर “GAY का अन्यास करता इभा 
Tak च्मा को करने सें मोदित ( कर्वन्याकर्वच्यशून्य ) 
adi होठा है ॥ ८॥ 
तच््मात्‌ काशलमन्विच्छन्‌ शात्रक्षारानिकमसु | 
यत्य Tae सावन्य तत्र योग्यां समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
इति शुत्रुतखंहितायां सूत्रस्थाने योग्यासुत्रीयो 
नाम नत्रसीऽव्यायः | ६ ॥ 
- ots ESO 


इस छिये घच, चार और" *""नन्निकर्म में dine 
इच्छा रखता छुआ oa जहाँ पर जिस कार्य 
या सुगनवा देखे उसी पर उस झज्ादिकर्म का पूर्ण अभ्यास 
सर्रादन करें 0 १ ॥ 


इत्यायुर्वेदृदच्वसंदी पिक्ाभाषायां योग्यासुत्रीयोनाम 
नवमोऽत्यायः । 
— . 


> 
दञ्ासाऽध्यायः | 
अथातो विशिखाउनप्रवेरानीयमध्याय व्यात्यात्वाम-॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्चरिः ॥ २ 
अव यहां से already अध्याय का च्यास्यान 
करेंगे जेखा f भगवाच घन्वन्तरिने सुश्रुत के लिये कहा था 
विमझ:-विज्ञिाउ्र atari 
यदि ग विशिद्ान्थ्या “रथ्वा 
= चिकित्साथमल॒पतते शनमिति am," 1 
ais वित्रिम्गळब्नेश्ञातुरगतवत्मेमात्र प्रवत 
द्वारामचन्द्र: 1! 
अधिगतठन्त्रेणोपासिततन्त्रार्थन दृष्ठकर्मगा कृतयो- 
स्येल शातं निगदता राजानुज्ञातेन नीचनखरोन्णा 
शाचना शुक्रवनत्रपरिद्वितेन Baad दण्डहस्तन सोण- 
ASSIS सुमनसा कल्यागामिव्याद्यरेणाकुद 
केन बन्धभतन भूतानां ससदायवता aaa विशि- 
Sayasea 1९ 


प्रशलवर्त्सापरप- 
ते गमक्रत्वादिठि 


_ Regs we को पद हुये चथा तन्त्र (ae) 
के अर्थ की उपासना ( अस्यास ) करके तथा झान्रादि कर्म 
को युद द्वारा करते हुये देखकर, पश्चात्‌ उसकी “योस्या? का 
अभ्यास कर आन्त्र को पढाने की इुश्चछता होने पर उस 
आाख सें प्रवीणता तथा चिकित्सा, wasn के करने की 
राजा से अनुमति चा प्रमाणपत्र (Cerhficate) org कर 
नख और वालों को करा कर, स्नानादि से पवित्र हो स्वच्छ 
श्वेत वतच पदन कर, छाता धारण कर, हाथ में चटका लेकर 
वथा पांत्रों में जूते पदन कर सौम्य वेशभूषा घारण कर, मन के 
भावों को उच्च रखते हुये, ARES शब्द वोळते हुये age 
gfe से प्राणियों का ag वन कर, उत्तम सहायक ( रूत्य ) 
के साथ aa 'विशिखा? (saan या रोगी के गुह जाने 
ea) में तदेश करे ॥ ३ ॥ 

विमर्छः-ऱपूर्वकाळ में राजा की आज्ञा के विना कोई चिकि- 
त्साकार्य प्रारम्भ नही कर सकता था 1 राजावया दिना नेव जने: 
कार्ये चिनित्मितम्‌ ! ( शुक्रनीतिः ) राजा भी aa की परीक्षा कर 
अनुमति देवा था । “ततो राजा परीक्ष्य वेच. प्रचारचाथंमनुमन्तन्य 
cy चर्म” ( चळ: ) वर्तमान में यद्यपि डाक्टरी चिकित्सा के 
लिये पढाई का पूर्ण अवन्ध तथा प्रमाणपत्र प्राप्ति का सुम्वन्ध 


है परन्तु आयुर्वेद की चिक्रित्सा कोई भी अत्पज्ञ करने ळग 


जावा दे जिससे ara बदनाम होता दे । इसलिये अन्यात्मक 
am क्रियात्मक उभय प्रकार से अष्टाह्न : ञायुवेंद को पढ कर 
राज्यमान्य संस्थाओं से उच्चीर्ण स्नातकों को ही चिकित्सा का 
अधिकार होना चाहिये। 
ततो दृतनिमित्तरकुनमडठलानुलोम्येनातुरग्रहम- 
भिगम्य, उपविश्य, आतुरमभिपश्येत्‌ aay, एच्छेच | 
नरिभिरेतेर्विन्नानोपाचे रोगा गाः प्रायशो वेदितव्या इत्येके | 
तत्त न सम्यक, sera हि रोगाणां बिन्नानोपायः 
तच्यथा-पब्मिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेति ॥ ४॥ 
इसके पश्चात्‌ a, निमिच, शकुन और मडळ को अनुदूछ 
जान कर रोगी के घर में जा के आसन पर बंठ कर रोगी को 
देखे, घरीर, नाडी, चक्कत्प्ळीहादि का स्पर्श करे तया रोगोत्पत्ति, 
wan एवं वेदना, निद्रा आना न आना, मळ, मूत्र होता हे या 
नदी होता दे? सादि प्रश्न करें । छुछ araat का मत दे कि 
इन तीन ( दर्शन, स्पर्दान और प्रश्‍न ) रोग ज्ञानोपायों द्वारा 
प्राचः रोगों को पहचाना जावा है किन्तु यह मत ठीक नहीं है। 
रोगों के जानने के ६ उपाय (तरीक ) हैं। जसे श्रोत्र नेत्र 
नासिका, fel और त्वचा तथा पश्च ॥ 21 
वत्र श्रात्रान्द्रयाबञ्ञचा वशाया Chg बणाक्रावाव- 
ज्ञानीयादियु वच्यन्ते~“तत्र सफेनं रक्तमीरयन्ननिलः 
सरान्दो निर्गच्छति’ इत्येवमादयः | ग्पशोनेन्त्रियविज्ञेयाः 
शीवोष्गः्छच्णककंशासूठुकठिनत्वादयः स्पशविशेषा उ्य- 
रशोफादिपु चल्त॑रिन्दियविज्षेया शरीरोपचयापचया- 
युलेच्तगवलवर्णविकारादयः | रसनेन्त्रियविज्ञेयाः श्रमेहाः 
दिषु रखविशेषा: । श्राणेन्द्रियज्निया 'अरिष्टालज्ञादियु 
ब्रगानामत्रगानाच्व गन्थविरोपाः | प्रश्नेन च बिजानी 
यादेश कालं जातिं सात्म्यमातडूसमुत्पत्ति वेदनासमु- 


aR 


सन्नतसाइता 


छायं वलसन्तरञ्निं वातमृत्रपुरीपाग परदत्त्यम्रइत्ता 
काल्म्रकर्पादीत्य विशेषान्‌ । आत्मासदृरोषु तिज्ञानाभ्यु- 
पायेषु तत्स्थानीयेर्जाचीयात्त॥ ५ ॥ 
saad से जानने योग्य विशेष वार्ता का 
खाव विज्ञानीयादि अध्यायो सें क्रिया जायया जेसा कि वहां 
कहा द कि फेनयुक्त रछ में गति पंदा करने चाला वायु निक 


छते समय गन्द पैदा करता है इत्यादि । स्पशनेन्त्रिय से शीत; | 


StH, SA, कर्कदा, सदु. कठिन आदि स्पर्श की विशिष्टवाएँ 
ज्वरादिकों में जानी जाती हैं। नत्रेन्द्रिय के द्वारा गरीर की 
of कौर हास, आघु के eam, बल, वर्ग att Ren a 
का ज्ञान 
साइर्यादि रस विशेषताओं का ज्ञान करते हैं। प्राणेन्द्रिय से 
अरिद्टलिद्रारिकों सें an तथा जन्य स्थानों से जो गन्ध आती 
है उसका ज्ञान करते हैं। प्रश्‍न के द्वारा देश, काळ, जाति. 
Sea, राग की उत्पाद र कारण ) चंदनाचा व्यधिक्य, चल, 
उन्तराति ( पाचक्ान्नि ), वाठ, कुत्र आर ae का होना त्या 


ny 


न होना कोर Senses अर्थात्‌ रो 


ay a 
fe 
in} 
ih 


रोगों छा निदान करने के प्रकार से सतायो ने 
fat वह प्राचः विचार करने पर एक विध सा ही हो जाता 
21 चरक ने रोगों की wer करने के तीन सत्य उपाय 
Rei" ay casas नवति, तबथा-भछोंप[- 
देश", प्रत्न, च्चुरानद्गेति (च० वि० we ४) 


आठोपदेश में Ramus का समावेश हो जाता 


1 (apes ) चरळ ने आष्तोपदेदा सें ies 

निदान स्यान में पद्विध रोग ज्ञानोपाय च्द्र 
के निर्देश नी कर दिया दे “ठत्वोपरटाम्धिनिद नपूर्बलालिजोेपशय- 
feo =e १ “टिल्मादयादीन्‌ निषगनुपइवततत्त रद्ध 


aie सर्डेरिन्त्रिये >. छर्ञनिन्द्रिराः = 
च SSSI उड राव SSS! उदारान्द्र4: छञाचान्द्रिरा- 
यानाठरगठाद्‌ Ted, SST Mey (feo ०४) इस 


प्रत्यक्ष परीक्षा सें नेत्र द्वारा दर्शन परीक्षा, त्वचा (हस्त ) 
द्वारा स्परान 4 चहूप्लीहानाडी कौर उदर ) घराचा, 
द्वारा van ( हदय झुप्कुसयतविज्तराब्द्त्रवण, अन्दर कूजन 
श्रदण ) परीक्षा का समावेश हो जाता दे! 
ङचुरान छड दरों Sats . इसमें अति 
वादि समस्त wane विषया छी परीक्षा हो 
fez न्याधिद्धी परादा उपच्य दया सच्चपरान 
इस तरह चरक ने काहोपदेश, STs भोर अनुमान इन 
ठाना TORTS में सब परीचारो झा समावेश कर दिया हैं । 


dy 2 
हई 
gq 0 
9 
on 


at, 
5 


सन्य कायां ने रोगी परीका और रोग परीक्षा परीडा 
= a सद कर द्यि SU FyAwiesss: as: CUT ttre 


| 


१ ८ 
~ 2 


वणन अगा” | ang, व्यवसाय, विवाहित, अविवाहित, 
| रोयारन्म का इतिहास, दर्तमानरोगावस्था, रोगवृद्दिकम, 


amen I eee arte ees st 


A 


Pet 


टावटरीमठ से रोग परीक्षा के प्रथम दो उपाय बताये हैं। प्रथम 
उपाय प्रश्‍न ( Interrozation ) हं तथा दूसरा उपाय परीक्षा । 
सामान्य और विशेष ऐसे प्रश्न के भी दो सेद कर दिये हैं। 


सामान्य sit General Interrozation } रोगी का नाम, 
निवासस्थान 3 दन, 


set २ क्या २ चिकित्सा कराई, उसका परिणाम, नाहार 

सम्बन्धी बातें सौर पारिवारिक इतिहास आडि aca हैं। विशेष 
seq Special 19६९703500 में जो अङ्ग या संस्थान पीडित 
होता दे उसके विषय में भरन दिये जाते ढे । परीत्षर कई 


तरह की होती है! 

do १ दर्शनप्सश्ना ( Inspection ) में रोगी को अच्छी तरह 

नापादुनिर देखना चाहिये। निर्वस्र करके सी देखें। 

ao २ चपर्डनररीश्षा (palpation) प्रायः एक हाथ से 
कमी २ dat हाथों से सी छी जाती हे। इस में हाथ न 
अविक गरम जोर न अधिक शीत हो। इसके द्वारा उदर, 
Wed, Vial, शोथयुच् स्वान, हृदय, वच्च सभी का VT 

नाडी परीक्षा सी इसमें का जावी ह! 

qo 2 ऋऋलिदाटन (Percussion ) विधि से शारीर 3 
भीतरी ठोस, ced जौर रिक्त ( घायुयुक्त ) स्थानों का ज्ञान 
होता हे t age हारा ताडन करने पर प्रतिध्वनि सन्द 
(Doll) हो तो उस स्यान सें seca तथा प्रतिध्वनि 
ढिमडिम या टोळत्रव्‌ (Tympanitic) हो तो उस स्यान 
सें ten या वाइुपूर्णता समझनी चाहिये । यह विधि उद्र, 
छाती और हृदय की परीक्षा सें उपयोगी है। बामहस्त की 
मध्यनादुलि को परीचय स्थान पर अनुत्तान रखकर eft 
हस्त की मध्यमाङ्टुली के सिरे से हथोंडी की तरह आधात 
किया जादा है। एक स्यान पर दो या दीन बार से अधिक 
ताइन न करें । ताइन अधिक जोर से न किया जाय । 

He ४ अदगिपरीक्षा ( ५३००४०४०० ) एक विशेष नाड़ी 

( Stethoscope ) द्वारा की जाची हे । परीचय स्थान पर 

अत्यक्ष कर्मे से सी श्रवण हो सकता है। Sea जौर हृदय 
रोगों सें यह परीक्षा महत्व कोडे! 
ठाक्षणिजनिदान ( Clinical diagnosis) शाद्ध में 
प्रत्येक रोग के San ( Symptoms ) तथा बाह्य चिह्न ( Phy- 
sicsl Signs ) निद्रित होते इं! उन्हें दीक तरह से घराकर रोग 
निर्णय ee । निल्ता अर्च्यादवो Se, Aas कादशर्यपाप्देव रूपाप्वेद 
Wasa, ( CART ) t 


oe ‘al 


Xt) 


रान्य 
Ho ६ लपेक्षनिदान ( Diferentisl diagnosis ) = 
रोगों के इड लहण परस्पर एक से होते हैं अत एव विशिष्ट 


रोग नहीं है किन्तु aes है ऐसा 


( Therapentical disonosis है| 


सटेरिया में किनाइन, पेल्यूड्रित, अपीविक अतिसार सें इमे- 
दीन 


नार्‌ fz = लिये साह्दसंद ST प्रयोग करने पर ठाम 
t सचूक्निदान हो जाता है। 

Wo ८ प्रादोगिदृविदियों (Laboratory methods ) से 

न्नालळूळ रोगनिदान करने की अधिक अया हो गई है । इसमें 


शघ्यायः १० ] 


सूत्रस्थानम्‌ 1 2a 


रोगी के मळ, qa, थूक, रक्त, मस्तिष्क सुपुर्णा, जळ, 
लसीका तथा शरीर के अन्य खावों की परीक्षा की जाती है । 

( क ) रासायनिक (Chemical) विधि से सूत्र परीक्षा 
होती है । 

(Ca) सूचमद्शक यन्त्र ( Microscope) की सहायता 
से घणस्राव, रक्त, मळ, सूल, थूंक के जीवाणुओं का ज्ञान हो 
कर रोगनिदान होता हे | इसमें कणगणना ( Cytology ) से 
भी रोग ज्ञान होता है । भिन्न २ रोगों में रक्त के श्वेत या 
लाल कणों के घटने या बढ़ने से विशिष्ट रोग हो जाते हैं । 

(य ) जीवाणुविपयक ( Bacteriological Tests ), जव 
सूचमदरांक यन्त्र द्वारा जीवाणुओं का दर्शन नहीं होता है तय 
रक्त, सूत्र, थूंक, पूय आदि सन्दिग्ध द्रव्य को ada द्र्य 
( Culture media) में प्रविष्ट कर जीवाणु वृद्धि ( Culture ) 
करके उनके संघ की 'सूच्मदर्शकः से परीक्षा कर जीवाणु का 
ज्ञान कर लेते हे । संशयित पूय रक्तादि द्रव्य का गिनिपिग, 
सपक, दादाकादि सें अन्तःक्षेप ( Inoculation) करते = वथा 
उनकी Te होने पर जीवाणु की जांच की जाती है । 

(a) छसीकाविपयक परीक्षा (Serological Tests ) 
रोगी की लसीका लेकर उसकी विविध प्रकार से जांच की 
जाती हे । आन्नत्रिक ज्वर में विडाल, फिरड्ग के लिये पाशर- 
मेन, काळा अजार के लिये age हाइड, या यूरियास्टिकामीन 
परीक्षा करते हैं । 

(ड ) संकीर्णपरीक्षाए-जैसे आन्त्रिफ उवर के लिये 
अट्रोपीन की परीक्षा, राजयचमा के लिये टयुजर क्युळीन 
परीक्षा । 

(च) क्ष किरण (X—ay) का उपयोग झुख्यतया 
राजयचमा में तथा फेक्चर, प्रविष्ट चन्दूक-गोली आदि जानने 
में होता है। 

निष्कर्ष-~आजकल डाक्टर तथा aa सभी थर्मामीटर, 
स्टेथेस्कोप, एक्सरे, मळ-भून्रादि परीक्षाओं द्वारा रोगनिर्णय 
करने ळग गये हैं किन्तु प्राकृतिक साधनों ( पञ्जज्ञानेन्द्रियों ) 
के सम्ग्रक्रयोय का वजन एक वडी भारी भूल है। जुद्दिमान 
तथा अनुभवी चिकित्सक रोग परीक्षा में सदा अपनी इन्द्रियों 
पर अधिक विश्वास रखते हैं । सहायतार्थ या सशय निवार- 
णार्थ उक्तस्थानों का कभी २ प्रयोग करते हैं। यहां की जन- 
संख्या अधिकतर गामीण हे 1 उनके पास औषध के लिये 
व्यय करना भी सुरिकळ है तो फिर अधिक खर्चीली इन 
Laboratory की परीक्षाओं में वेहद धन कहां से छावेंगे अत- 
पुव भारतीय चिकित्सक विशेषतया निदान के प्राकृतिक 
साधनों को काम सें लावे ada सर्वमाछोच्य यथासम्भयमर्थ- 

वित्‌। अयाध्प्रवस्वेत्त्वे च कार्ये च तदनन्तरम्‌॥ झां ज्योति 
प्रकाशार्य दर्शन बुद्धिरात्मन । ताभ्या भिषकूसयुक्ताभ्या चिकित्सः 
न्नापराध्यति ॥ आश्ततश्चोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च! अनुमानेन च 
व्याधीन्‌ सम्यस्विदयाद्विचक्षण" ॥ { चरक* ) 

विमर्शः--आत्मासइशेजुः की जगह “आत्मसररोषुः ऐसा 
पाठ 'ढल्हण! सम्मत है जिसका अर्थ है कि रोगज्ञान के जो 
६ उपाय बताये हैं उनमें से चातादि AG का स्वरूप जानने 
के feat जो उपाय उपयोगो dt उनकी इन अधिष्ठान द्वारा 
इन्द्रिय-विज्ञेय विषयों का ज्ञान कर लेना चाहिये। यहां 


४ yo 


सुश्रत ने अमेहादिकों में सून्रगत मधुरता जानने को रसनेन्द्रिय 
का प्रयोग लिखा है किन्तु चरक इसे भनुचित मानता है। 
‘mare खळ रोगवत्त्व tHe सर्वेरिन्द्रिये सर्वानिन्द्रियार्था- 
नातुरगतान्‌ परीक्षेत, अन्यत्र रसञ्ञानाद” ( fio Ho ४) यह ज्ञान 
वरकमत से मच्तिका, पिपीलिका, यूका, काक इत्यादि द्वारा 
करना लिला हैं। cad खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैषयिकमप्य- 
नुमानादवगच्छेत्‌। न क्चस्य प्रत्यक्षेण अहणमुपप्चते, तस्मादातुर- 
परिप्रइनेनैवातु रसुखरस Raa यूकासर्पणेन त्वस्य शरीरवेरस्यं, 
मक्षिकोपसर्पगेन शारीरमाशुर्य, लोहितपित्तसन्देदे तु धारि लोहिवम- 
मक्षणाछोहितपित्तमित्यचुमातब्यमेवमन्यानप्यातुर्रीरगतान्‌ रघा- 
ननुमिनीत। (fie अ० ४) अन्यच्च--मनुष्यो हि मनुष्यस्य कथं 
wana | गणनाथा अपि--प्रमेहादिरसशाने रासनी सा न 
शस्यते । माधुर्यादिपरिज्ञानसाधने वहुधा स्थिते | कोऽधुना नु प्रयु- 
शीत निहा मूत्रपरीक्षणे ॥ ( सि० निदान) । 
भबति चात्र 
मिथ्यादृष्ठा विकारा हि ठुराख्यातास्तथच च | 
तथा दुष्परिमृष्टाश्व॒ मोहयेयुञ्चिकित्सकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मिथ्याइ अर्थात्‌ पञ्चज्ञानेन्द्रियों हारा जिन की योग्य 
परीक्षा न हुई हो, तथा रोगी या रोगी के अभिभावक द्वारा 
जिन के सम्वन्ध में ठीक न वताया गया हो तथा जो उचित 
रूप से विचारित न किये गये हों ऐसे रोग चिकित्सक को 
चिकित्सा के समय मोहित '( कर्तब्याकर्तन्यज्ञानशूल्य ) कर 
देते हैं ॥ ६॥ 
एबमभिसमीच्य साध्यान्‌ साधयेत्‌ » याप्यान्‌ याप- 
येत्‌; STATA TEAL ; परिसंवत्सरोत्थितांत्र 
विकारान्‌ प्रायशो दजयेत्‌ ७॥ 
इस तरह रोगी और रोग की परीक्षा ठीक तरह से करके 
“साध्यः रोगों को चिकित्सा द्वारा ठोक करें, याप्य? रोगों को 
Rast द्वारा निवारित करे अर्थात उनसे रोगी को कष्ट न होने 
दे तथा “असाध्य? रोगों की चिकित्सा न करें। जो रोग पक 
वर्ष के पुराने हों उनकी प्रायः चिकित्सा नहीं करनी चाहिये 
क्यों कि वे भी करीब २ 'असाध्यः से होते हैं ou 
चिमर्दा-ताध्यलक्षणम:सुखसाध्य सुखोपाय'काल्नास्पेन साध्यते। 
याप्यलक्षणम्‌-यापनीय बिजानीयात क्रिया धारयते ठु यम्‌ । क्रियाया 
तु निवृष्ताया सथ एव विनश्यति असाध्यलक्षणम्‌==परोऽसाध्यः 
क्रिया सर्वा प्रत्याख्येयोऽतिवतते। तस्मादुपेद्य एवाऽसौ । (अ० स०) 
अर्थवि्यायशोददानि्ुपक्रोशमसमहृम्‌ । प्राप्ठ्याजियत वेधो योऽसाध्यं 
समुपाचरेद ॥ ( चरक ) प्रायशः कुछ रोग वर्ष से gut होने के 
पश्चात्‌ ही साध्य होते हैं अतः “प्राय शब्द दिया | Ca 
पुराणत्व घुखत्ताध्यस्य क्षणम्‌, 1 
तत्र साध्या अपि व्याधयः ग्रायेणेषां दुश्चिकित्स्यतमा- 
भवन्ति | तद्यथा--श्रोत्रियतृपतिखीवालवृद्धभीरुराज- 
सेवककितवडुर्बेलवैद्यबिदग्धव्याधिगोपकदरिद्रकपणक्रो- 
pan apa = चिकित्सां कुवन्‌ 
i थकासयशांसि प्राप्नोति ॥ ८ 
spp मत रोगों में निम्न न्यक्तियो की साध्य 
व्याचियां भी प्रायः दुश्चिकित्स्य होती हैं । जैसे वेदुपाठी (नित्य 


ze नियम करते रहने से), राजा (णिक विचार 
वाले होने से), खी ( पारतन्त्य, een, वेगावरोध तया 
गुदरोगों को भ्गटन करने से), वाळ, बृद्धा, दरपोक, TTT, 
चुनकार, दुर्बळ, वद्यामिमानी, व्याधि छिपाने वाला, दरिद्री, 
Sua, घोघ करने वाळा, अपनी आत्मा का हिंद न चाह कर 
मनमाना ( भच्यादि ) काम करने वाळा ( भपथ्यसेची ) और 
अनाथ इनके रोग 'साध्यः भी कष्टसाध्य हो जाते ह ऐसा 
विचार कर के जो वेध रोगियों की चिकित्सा प्रारम्भ करता 
है चह धर्म, अर्थ (घच), काम और यश को प्राप्त 
करता दे ten 

विसर--त्ोवियलक्षणन--जन्मना ब्राह्मणों डेय सस्कारे- 
द्विज उच्यने। विदया याति विप्रत्व तिमि श्रोत्रिय उच्यते ॥ सदा- 
चुरा. ब्रोव्रिमरावसेत्रकाललयेव Fan. सद पण्यजीविमिः। feat हि 
वेदाध्ययनत्रनाहिककियादिमिर्देहृ्दित न चेटने ॥ नृपरोपसेदी नूप- 
वित्तरक्षयाद परानुरोधाइडुचिन्तनाइयन ॥ ( च० fo sto १२) 


सवति चातन्र-- 
द्वीमि: सहास्यां dard परिदासञ्च वयत्‌ { 
SUA ताभ्यो नादेयमन्नादन्यद्विपग्बरेः | ६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां grata विशिखा५नुप्र- 
~ a! 
वेशनीचो नाम दशमोऽध्यायः | १० ॥ 


AE 


सौर भी कहा दे कि स्वियों के साथ एक आसन पर अथवा 
पास में सट कर Seat, उनके साथ रहना तथा हसी-मजाक 
करना afta करना चाहिये । Set के द्वारा अच्च के अतिरिक्त 
उनसे दी हुई किसी अन्य वस्तु ( रुपये, वखादि ) को अहण 
नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

विमर्गः--वरके-पि न कदाचित. छीदततमामिप्रमाठानव्यन्‌। 
AAGNIA नर्वाउपगउध्यक्षेग । 

इत्यायुवेदतत्वतदोपिकाभाधायां विभिखानुपवेशनीयो 

नाम दरामोऽव्याय, ॥ १० ॥ 
“CAT IND 


५ एकादचोऽध्यायः | 
अथातः चारपाकविविसध्याय॑ व्यास्यास्थाम: ॥ १ ॥| 
यथात्राच भगवान्‌ धन्बन्तरः 1 २॥ ` 
अव यहां से om “चारपाफविधिः नामक अध्याय tat 


2 


व्याख्यान करेंगे जसा कि सगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के 
लिये क्हाथा ॥ १-९॥ ह 


विमर्शः--5चन we , ठिपिरवचार उ, क्षारत्य पाकविधी यत्र 
TSUN चार का पाऊ (tare करने की विधि) 
और चार का उपयोग करने की विधि 


शब्ानुशदो+ ना = 7 e 
VAGINA WE अधानतम: छेद्यभेद्चलेख्य- 
करणात्‌ , त्रिदापनब्नत्ातू + बिशेपक्रिया5्वचारणाच 1121) 
THEM tyra से शार अधिक प्रधान र 
है wat कि यढ छेदन, भेदन और ठे 


करने से, भनेक लोपधियों द्वारा वना होने से त्रिद्ेषनाभऊ 


घान साना गया : 
घन इन wat at: 


सुश्रुतसंहिता | 


होने से तथा विश्येपक्रियाओं में इसका अवचारण ( उपयोग ) 
होने से श्रेष्ट हे ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--जिस विषमस्थान में दाख द्वारा कार्य नहो 
सकता हो तया शख प्रयोग से भी जहां सिद्धि ग्राप्त न हो वहां 
भी यह छाम पहुंचाता हे अत' mega से प्रधानतस है । 
येषु न शर्त करमते सपर्शनेन्ट्रियनाशनानि यानि स्यु. । तेषु निपात्य 
क्षार (चरक )। छृत्रदुव्ेळमोर्गा नाडी मर्माश्रिता च या 1 क्षार 
aan ता दिन्यान्न तु दास्त्रेण इुद्धिमान्‌ ॥ ( aaa: ) । विशेषक्रियाव- 
चारणाव्‌--नत्रिदोपष्व और सौम्य हो कर भी दहन, पचन और 
दारण करता है। आग्नेय होकर भी रक्तपित्त और अश में 
हितकारी दे, चरण या gra होकर भी पेयकार्य सें प्रयुक्त 
होता हे । वाग्मटे क्षार्रेछता--पर्वज्ञळानुशळाणा क्षार Ast 
बहति aaqi Batenfeaaif get त्रिषमेष्वपि॥ दु खाव- 
चार्यंदास्त्रेप तेच तिद्धिमयात्त च । अतिङञ्छपु रोगेषु यञ्च 
पानेऽपि चुज्यते ॥ 

तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्ठा ज्रः | ४॥ 

दूषित मांस आदि के चरण ( कारने ) से अथवा त्वचा 
मांसादि का चणन ( हिंसन ) करने से क्षार कहलाता ह ॥४॥ 

विमरशः--चरकमते क्षारपरिमाषा--भित्ा मित््वाऽऽ्याच्‌ 
कार. क्षरत्वाद. क्षारयत्यधः। क्षर-त्यन्दने, क्षण हिंसाया बा तत, नार! 

नानौषधिससवायात्‌ त्रिदोषन्नः, शुक्लत्वात्‌ सौम्यः, 

तस्य सौम्यस्वापि सतो दहनपचनदारणादिशक्तिरचि- 
रुद्धा | स खल्ताग्नेयोपचिगुणभूयिएत्वात्‌ कटुक उष्ण 
स्तीच्णः पाचनो विलयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तम्भ- 
नो लेखनः छुम्यामकफकुष्ठबिपमेदसामुपहन्ता पुंस्त्वस्य 
चातिसेवितः ॥ ५ ॥ 


यह छार अनेक जोपधियों के संयोग से बनता है अत 
एव त्रिदोपनाशक हे । चर्ण में श्वेत होने से सौम्य है किन्तु 
सौम्य स्वमाव का होते हुये भी इसकी दहन, पचन, दारण 
को atts विद्यमान दे । क्यों कि यह क्षार आग्नेय ओपधियों 
के द्वारा चनने से रस में कड्‌, वीर्य से son, गुणों में diem, 
चणशोथादि का पाचक, गुदमादि का विलायक, दुरबरणा का 
शोधक, शुद्धवर्णों का रोपणकतां, घणों की ena का शोषक, 
रक्तातित्नाव का स्तम्भक (857५०), कठिनोन्नतमांसादि का 
लेखक, कृमि, आमदोए, कफ ate कुछ, विप और Adah 
का नाशक दे तथा इसे अधिक मात्रा में सेवन करने से यह 
dea ( पौदष शक्ति) का नाशक हे ॥ ₹ ॥ 

विमर्शः--क्षारं aegis, क्षारः पुंस्वध्नाना ag” 
(चरक ) 1! 

स द्विविधः-प्रतिसारणीयः, पानीयश्व ॥ ६॥ 

प्रतिसारणीयः ( anf eat पर छिडकचा ) और 'पानीयः 
( यङ्घत््छीहृयुद्म रोगों में पीना ) भेद से यह क्षार दो प्रकार 
छा होता है ॥ ६॥ 

विमशः--अष्टाङ्गसं्रह में 'चाह्यपरिमार्जन' ( खणस्थान 
पर लगाया ) और “अन्तः परिमार्जन ( सुख से सेवन करना ) 
नाम से क्षार के २ भेद HAF “TREN serra 
पृरिमार्जनमेदेच ? ( अ० ge )1 


अध्यायः ११ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


३५ 


तचर, अतिसारणीयः कुएकिटिभदद्दुमरडलकिलास- 
भगन्द्रावुँदाशो दुष्त्रणनाडी चरम की लतिलकालकन्यच्छ- 
व्यङ्गमशकबाह्यविद्रधिक्कमिविषादिपूपदिश्यते | सप्तसु 
च मुखरोगेपूपजिह्वा$घिजिह्वोपकुशदन्तबेदर्भबु तिसु 
च रोहिणीषु, एतेष्वेवानुश्नप्रणिधानसुक्तम्‌ ॥ ७॥ 
इन में से प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग कुष्ट, किटिभ, दहु- 
मण्डल ( Ringworm ), किलास ( श्वेत कुष्ठ Lencoderma ), 
भगन्दर, TIT, अर्श, TBAT, नाडी, चर्मकीळ ( Warts ), 
तिलकालक, weg, व्यङ्ग, मशक, वाह्मविद्रधि, कृमि, विष 
में होता है तथा उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, दन्तवैदर्भ 
और तीन प्रकार की रोहिणी ऐसे सात सुख रोगों में "दारः 
का प्रयोग होता है। इन रोगों में अनुशक्ष का उपयोग करना 
ही कहाहे ॥७॥ 
पानीयस्तु गरगुल्मोद्रा भिसन्नाजीर्णारोचकानाह- 
शकराशमय्याभ्यन्तरविद्रधिकमिविषाशस्सूपयुज्यते!1511 
“ate चार’ का प्रयोग गर ( कृत्रिम) विष, गुल्म, 
उद्र रोग, असिसङ्ग, अजीर्ण, अरोचक, आनाह, शर्करा, 
अश्मरी, आभ्यन्तरविद्रधि, कमि, विष और भर्श इन रोगों 
में होता है ॥ ८ ॥ 
विमर्ाः--गर--नानाप्राण्ड्गमवमलविरुद्धोपथिभस्मनास्‌ । विः 
षाणाञ्चास्यवीर्याणा योगो गर इति wa ॥ इत्रिमं गरसञ्चन्तु 
क्रियते बिविधीषवे.। (sto सं० )। युल्म.-<हसे ग्रेस व्यूमर 
(Gastumor) कहते हैं। हृदत्त्योरन्तरे aha सञ्चारी यदि 
वाञचल । चयापचयवान्‌ वृत्त स युल्म इति कीत्तित ॥ अरोचफ- 
Anorexia, प्रक्षिप्तन्तु मुखे चान्न जन्तोने स्वदते सुदुः । अरोचक 
स विज्ञेय, । आनाइः-आमं शकदा निचित क्रमेण भूयो विवद्धं वियु- 
णानिलेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाइसुदाहरन्ति ॥ 
अइमरी--9४०॥९, Calculus, इसी के छोटे २ कण जब 
मूत्र में आते हैं तो उन्हें शर्करा, सिकता या Gravel कहते हैं । 
अहितस्तु रक्तपित्तज्वरितपित्तप्रकृतिबालबृद्धदुबेल- 
अममदमूच्छातिमिरपरीतेभ्योऽन्येभ्यश्वैवंचिघेभ्यः।६॥ 
~ रक्तपित्त, safta, पित्तप्रकृति, बालक, बुद्ध, दुर्वळ तथा 
अम, मद, सूच्छा ओर तिमिर रोगों में यह “पानीयक्षार' अहि- 
तकारी है ॥९॥ 
विमर्शः--भ्रम ( Vertigo )--चक्रवद अमतो यात्रं भूमौ 
पतति सवेदा । भ्रमरोय इति ज्ञेयो रज-पिप्तानिळात्मक ॥ 
तद्भेतरच्तारवदू दुग्ध्वा परिस्जावयेत्‌ । तस्य विस्व" 
रोऽन्यत्र ॥ १०॥ 
इस 'पानीयक्तार! को इतर अर्थात्‌ “प्रतिस्रारणीयचार? 
की तरह ओपधियों को जळाकर सरवण कर (gat) के बना 
लेना चाहिये । इसके निर्माण की विस्तृत विधि आगे ‘gent 
ध्याय’ में कही गई हे ॥ ३० ॥ 
अथेतरञ्जिविधो मृदुर्मध्यस्तीचणञ्च | तं चिकीर्षुः 
शरदि गिरिसालुजं शुचिरुपोष्य प्रशस्तेऽहनि प्रशस्तः 
देशजातमलुपहतं मध्यमवयसं महान्तमसितसुष्ककम- 


घिवास्यापरेद्युः पाटयित्वा खण्डशः अ्रकहप्याबपाटथ 
निवति क निचितिं कृत्या सुधाशारकरात्च प्रत्तिप्य 
तिलनालेरादीपयेत्‌। अथोपशान्तेऽग्नौ तद्भस्म एथगू 
TRASH | ११॥ 

*“अतिसारणीयक्ार? भी तीन तरह का होता है जैसे ae, 
मध्य और तीचण । इस क्षार को बनाने की इच्छा वाला चेच 
शरद्‌ ऋतु में उत्तम दिन जानकर पवित्र हो फे उपवास कर 
गिरि ( पवंत ) के ng ( शिखरों ) की प्रशस्त भूमि में उत्पन्न 
हुये शीत, वर्षा, असि, विप, इमि आदि से जिसका वीयं या 
प्रभाव नष्ट हुआ हो तथा मध्य आयु के (आपूर्ण रस वीर्य), 
बहुत बडे, काले फूल वाले सुण्क ( सोखे ) को मन्त्रादि से 
प्रथम दिन आमन्त्रित ( अधिवासन ) कर दूसरे दिन उखाड़ 
कर, कुल्हाड़ी से टुकड़े इकडे करके वायुरहित स्थान सें 
सञ्चित ( इकट्ठा ) करके उसके ऊपर ( कुछ नीचे, बीच में ) 
चूने के छोटे २ कंकड डाळ कर तिळनाळ से अग्नि प्रदीप्त 
कर देनी चाहिये । अभि के स्वाङ्गशीत होने पर मोखे की भस्म 
waa किसी पात्र सें इकट्ठी कर लेनी चाहिये तथा चूना और 
शर्करा ( छोटे कंकड ) को अळग ग्रहण कर छे ॥ ११ ॥ 

विमश-सुष्कक काल्पुष्पस्तु वर. इवतादियुष्पत । अधिवा- 
स्य-छ्ुरापलळछुमनोऽक्षतादिभिश्चतुदिश वरिं कृत्वा प्रदक्षिणश्चाभ्य- - 
च्यैनमधिवासयेत. | निवसन्तीह भूतानि यान्यस्मिन्‌ कानिचिद्‌ हुमे । 
अपक्रामन्त्वतः्छेध परार्थे शवो हय हुम । 'सुधाशर्करा? को 'सुधा- 
पापाण?, कहते हैं 1 भस्म शकरा--भस्मीभूत सुधापाषाण 
कुछ लोग जळते ger से निर्गत रस से वही भस्म शर्करा 
समान हो जाती हे ऐसा मानते हे । orang रस 
प्रच्यवते तु य. । भंस्मना सद्द सयुक्त काठिन्यसुपगच्छाति ॥ ता 
मस्मशकंरामाहु, ॥ 


'अथानेचेन विधानेन कुटजपलाशाश््कर्णपारिभद्र- 
कबिभीतकारग्वघतिल्वकारकस्तुह्यपासागेपाटलानक्तमाल- 
THAT चित्रकपूतिकेन्द्रवृच्तारफोताऽश्वमारकसप्तच्छ - 
दाभिमन्थगुञजाश्चतखश्च कोशातकीः समूलफलपत्रशाखा- 
दहेत ॥ १२॥ 

इस उपर्युक्त विधि के ही अनुसार झडा, पलाश ( ढाक, 
खांखरा ), अश्वकर्ण (ate), निस्य, वहेडा, भमलतास, 
faa ( छोध ), आक, थूहर, आंधी झाडा ( चिरचिटा ), 
पाटला, नक्तमाल ( करञ्ज ), अडूसा, कदली, चित्रक, पूतिक 
(नाटा करञ्ज), इन्ददक्ष ( ऊुटजभेद ), शारिवा, कनेर, 
सप्तपर्ण, अरणी, चरसू तथा वडे फल, छोटे फळ, पीले फूल 
और खेत पुष्प ऐसे चार भेदों वाली “कोशातकी? इन सबकी 
जढ़, फल, पत्र और शाखाओं को ले के जला कर भस्म कर 
लेनी चाहिये ॥ १२॥ eae 

ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणेः पड्मिरालोड्य मूत्रा 
यथोक्तैरेकर्विशतिङ्कत्वः परिस्राव्य) महृति कटाहे राने- 
द्रेब्याउचघट्टयन्‌ विपचेत्‌ । स॒ यदा भयत्यच्छो रक्त- 
aren: पिच्छिलश्च तमादाय महति वस्ने परिख्राव्येतरं 
विभज्य पुनरम्मावधिश्रयेत्त। तत एव च क्षारोदकात 
कुडवमध्यर्घं वाऽपनयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


३६ सुश्रुतसंहिता | 
TI 


TTT 
इस तरह जलाने के बाद वनी हुई उक्त भस्म रूपी क्षार हुलहुल या स्वरिचार ), कनक्छीरी (सत्यानाशी, 
को पुळ दोग ( 9 आढळ ) ळेऊर ६ द्रोण पानी में आलोडित पीले फूलों का धतूरा, चोक ), हींग, बचा और अतीस we 
करें अर्थात्‌ घोळ देवें। यदि क्षार तेज बनाना हो तो पानी | समान प्रमाण में लेकर महीन चूण के रूप सें करके शुक्तिप्र- 
की जगह गो आदि का मूत्र छे के उसमे dea ele वार | माण भर डाळ देवे | इस तरद कटदार्करादि ग्रतिवाप के साय 
चल्न से उस पानी को छान Sar चाहिये । फिर एक वडी | दन्त्यादि द्वव्यों का भी अतिवाप देकर जो पकाया जाता है उसे 
कडाही में कळळी से धीरे २ चलाते हुये उस क्षार पानी का | 'तीचणचार' कहते टें तथा उसका दूसरा नाम पाक्य? हे 1१५४ 
पाऊ (पाचन) करना चाहिये। पकाते पकाते जव वह | | विमदो--क्षारमेदा --सब्बूदिमस्तथा पाक्यो दिविधः क्षार 
निर्मळ, छाल रद्र का, तीदग और Age (चिपचिपा ) | इण्यते । पाक्यस्तु सप्रतिवापस्तीऽ्गोऽन्यच्ठु wag | सुधाटिवर्ग 
दिखाई देने रगे तव कडाही को उतार कर मोटे कपडे से | fie त festa anes शन । तेनैव त पुन” fag त्वय'पात्रे 
छान कर चिना छने कृत्य को छोड कर छने हुये को पुन. | निथापयेत.॥ एप सब्यूहिम क्षारो | प्रनिवापलक्षणम्‌--ट्रवद्व्ये 
कराह सें भरकर अग्नि पर चढा के अझ्नि देने छग जाय किन्छु | द्रव्यान्तरं इटद्षगपिष्ट दीयते स अतिवाप उच्यते । वाग्भरेऽन्येऽपि 
पकाने के पहले उसी च्षारोदक से एक Fea अथवा डेढ कुडव | प्रतिवापपढार्या ee शन्नइक्षणिखियृअ्क्डूकपोतजन 1 APT 
rete निकाल कर अन्य किसी पात्र सं रख देना चाहिये | पक्षिपित्ताळमनोहालवणाचि च ॥ 
विमर्श्--आरडोण अर्थात्‌ मोखे की राख दो भाग और | तेपां यथाव्याधिबलझ्ुपयोगः॥ १६ ॥ 
कुटजादि व्या की राख एक भाग मिला के फिर इसमें से | झडु, मध्य और तीचण इन तीन प्रकार के चारों में से 
१ द्रोण राख लेनी चाहिये । मूव--गाय का लेवें। SR ताथा- | जैसा रोग तथा रोगी का चळ दिखाई दे तदनुसार किसी एक 
र aa बवा मूत्र कळ “वाग्भटः ने ros i का उपयोग करे ॥ १६ ॥ 
को समान भाग से मिश्रित कर फार पकाने को लिखा है। वरिमकशै--आारोपयोगा---बोज्यस्दीद्गोंइनिल्स्लेप्ममेदोजेप्ववुदा: 
(geome गवादिमूतरपट्सइल्ेग weer vata | a, arent -_योज्यस्तीदगो$निलड्लेप्ममेदोजेष्वधुदा- 
ह. edible राही पु । मध्येप्वेव च नव्योऽन्य पित्तालगुठजन्ममु ॥ 
ततः कटशकराभस्मशकराक्तीरपाकराङ्भनाभीरस्िः | ˆ दोणवले!त ज्ञारोदकमावपे 
वर्णाः कृत्वा$व्यसे पात्रे तसिमिन्नेव क्षारोदके निपिच्य | WMG चारोदकसावपेदू बलकरणायम्‌ RII 
fig तेनेव हिठ्रोणेड्टपल्लसम्मितं शह्कनाभ्यादीचां जिस क्षार का चळ क्षीण हो गया हो अर्थात्‌ अधिक समय 
प्रमाण प्रतिवाप्य सततमप्रमत्तत्वैनमबधट्र्यच्‌ विपचेत्‌ | | पक पडा रहने से किंवा हीनीषधि के कारण चार ag वना हो 
स यथा नातिसान्ह्रो नातिट्रयञ्च भवति तथा मरयतेत | तो उसमें रोगनाशक तीचग शक्ति लाने के लिये पुन' च्षारजळ 
धैनमागतपाकमतताय्याचुशुममायसे et dae | ˆ 1 न वे 
निद्थ्यादेप मध्यमः। एप एवाप्रतीवापः पकः संव्यूहिमो | ॐ ~ WI 
Bet ॥ १४॥ नंवातितीच्णों न ag: UE: ease पिच्छिलः | 
फिर कटरा ( खडिया मिट्टी या चूने का पार्थ), dia pa sa Seat सतः ८ 
भतसर चीरपाक (जख) ओर ug की नानि | णा यस डड Cae 
इन्हें आग में अशि के समान लाळ सुँ करके पहले ही ठोह- | ८ ( अककंग-मुठायस ) हो, पिच्छिल ( चिकना ) हो, 
कै अविप्यन्दी ( प्रसरणशील न हो), शिव (सोम्य या गुण- 


पात्र से रसे हुये Ses में gate तथा उसी क्षार जळू 

हुये छा चार जर से कोरी ब्ीघ्रप्रभावकारी हो, ये गुण 

पीस कर दो ठोण गेप चारोदक के लिये आठ पळ शहद्भुनामि ea Set धमा कात Roe Se eres 
होते हैं ॥ १८ ॥ 


आदि का प्रमाण अतित कर निरन्तर अमादरहित हो के 

र ने ट के विम दा २० ae 

seg से चछाते ( घोटते ) 8 पक्ताचे । वह न अधिक गाडा --चरके aR --तीक्गोष्णो उद्चुरुष्णश्न बेटी पकी 
विदारण । ढाहनो टीपनञ्छेता सर्वक्षारोऽग्निसन्निम ॥ 


रदे और न अविक पतला रहे ऐसा अयत्न कर पाक करना AP डो ah आळ पम 
चाहिये। जासन्नपाावस्या के छण होने पर उसे wees रवश्चेत्योप्ण्यतेद्णयपेच्छ्िल्यसर्पिताः। 
उतार वर छोटे सुस के छोहे के कुम्भ ( घडे ) में भरकर सान्त्रताऽपक्कता हीनद्रव्यता दोप उच्यते ।। १६ ॥ 
उसका सुख बन्द कर र देवे! यह “मध्यम चार का विधान | ५ अधिक ag, अधिक स्वेत, अधिक उप्ण, अधिक तीचण, 
है। यदि इमी में शट्टनामि आदि का जो आठ पळ ‘afar | अधिक पिच्छिळ, अधिक फैलने बाळा, अधिक सान्द्र (गाढा), 
wet wae वह न डाळ कर पकाया जाय तो उसे | एण न पका छुआ और जिसमें ovate ओपधियां सब न 
सतदुत्ञारः कट्ते दै तथा उसका 'संव्यूहिमः भी नाम हे nyen | पडी हों, ये क्षार के दोष हैं १५॥ 
विमर्श--योग्यतीकाक्षारजञानप्रकार --“यघेरण्टजनाल्मेप द- 
हति क्षारो वरो वाकूशतात्‌॥ 


प्रतीबापे यथालाभं दन्तीत्रवन्तीचित्रकलाङ्गलकीपृ- 
निकप्रगलतालपत्रीविडसुतर्चिकाकनककीरी हिङु्चाऽ- 
तत्र 'तारसाध्यव्याविव्यावितयुपवेश्य निवातातपे 
देशेऽसम्वाचेऽमोपहरणीयोकेन विधासेनोपसम्भतस- 


तितिपाःसमाः २छच्णचूर्णाः शुक्तिप्रमाणा: प्रतीवाप:। स 
tat, ततोऽस्य तमवकाशं निरीदयावघृष्यावलिख्य 


एव सप्रतीदापः पक्वः पाक््यस्तीच्णः॥ १५! 
यदि उक्त azarae zeit के '्रतिवाए में चथाग्राप्त 

प्च्छयित्वा शलाकया चारं प्रतिसारयेत्‌ , दत्त्वा बाकू- 

शातमात्रमुपेक्षेत ॥ २० ॥ 


ard, वन्ती, चित्रङ, छाद्टडी ( कडिहारी ), पतिक 


ETH = = oe 
फर) के वाळ ( पत्ते), ताडपत्री ( सूसठी ), Sit 


विढछवण, 


श्रध्यायः ११ | 


4०० तक गिनती करने पर पुरण्डनाळ जलाने वाळा 
नीच, 1०० गिनती के पूत्र ही जलाने वाळा अतितीचग आर 
१०० गिनती के बाद तक भी पुरण्डनाळ को जलाने में समर्थ 
न हो उसे 'अतिरूदुः जानो। द्वार से टीक होने लायक रोगी 
को वात तथा धूप रहित चौंदे स्थान (हाळ) में चिठा कर 
'अग्रोपदरणीय? अध्याय के अनुसार घारकम करने में उपयोगी 
सम्मार ( सामग्री ) को प्रथम एकत्रित कर लेवे तथा बाद मे 
SH योग्य खग स्थान का सम्यक्‌ निरीक्षग कर उस स्थान 
को दोपानुसार अर्यात्‌ बातदुष्ट स्थान पर लेखन, frag 
स्थान पर धर्षण एवं कफदुश्ट स्थान पर अच्छान (नत्तर से 
चाँचवे लगाना ) क्रिया करके 'यद्याकायन्त्र” से चार का अव- 
चारण करना चाहिये तथा ज्ञार लगाने के बाद १०० तक 
गिनती वोळ्ने तक निरीक्षण करता रहे ॥ २० ॥ 

तम्मिन्निपतिते व्याथी कृष्गता दग्धलक्षणम्‌। 
तत्राम्लब्र्ग: शमनः सर्पिमेथुऋछ॑युतः ॥ २१ ॥ 
कार के aint मे व्याधि (रोग) के दूर होने पर उस 
स्थान का कृष्ण हो जाना “चारदग्ध' का SINE | पश्चात 
उस स्यान पर सोवीरक, तुपोटक, घान्याम्छ ( काञ्जी ) आदि 
अस्ल्वर्ग के द्वब्यों मेँ घृत और सुलेटी का चूर्ण मिलाकर लगाने 
से जळन, fret आदि दु ग शान्त हो जाते द ॥ २१ ॥ 
अथ चेत्‌ स्थिरमूलत्वात क्षारद्ग्थं न शीर्यते | 
इदमालेपनं तत्र समग्रमबचारयेत्‌ )। २२॥ 

यदि रोग की जढ स्थिर ( मजबूत ) हो जिससे कि 
grasa (दुष्टमांसादि ) भाग Print (दारित) न हो 
तो वच्यमाग ओपधिया का सच ( पूरा ) लेप वहां झरना 
चाहिये ॥ २२॥ 

अम्लकाञ्चिकवीजानि तिलान्‌ मधुकमेव च | 

प्रपेष्य समभागानि तेनेनमनुलेपवेन्‌ | 

तिलकल्कः समघुको धृताक्ता त्रगरोपणः ॥ २३ ॥ 

ae (ait) काजी के चीज अर्थात्‌ उसके तळ भाग 

में अवत्रित्त किण्व द्रव्य, तिळ और मुळेठी इन्हें समान प्रमाण 
में छेडर पीस के ज्ञारठग्थ स्थान पर लेप करें। इस ळेप के 
प्रभाव से चारदग्ध भाग विशीर्ण हो जाता द और वहां 
an चन जाता हे उस घण पर निळों का कलक और goer 
चूर्ण को ga ळे साथ पीस कर ठगाने से उस ब्रग का रोपण 
होता है ॥ २३ 0 

विमर्ग--अध्द्रसभदे उर्बन्रगोपक्रम'-माठतौगपादझौठूनिस्धा- 
स्कोतपटोडीकरवीरपत्रक्वाथेन TIAGO | ण्पायेव च TT 
सिद्ध attests वा रोपणम्‌ । नागपुष्पमणिशचन्दनतिलपर्णिफासु वा। 

रसेनाम्लेन तीदणेन वीय्यॉष्णेन च योजितः | 
आग्नेयेना क्‍िना तुल्यः कथं चारः प्रशाम्यति ॥ २४॥ 
एवं चेन्मन्यसे वत्स ! प्रोच्यमानं निवोध मे | 
APTA रसान्‌ क्षारे सवनिव विभावयेत्‌ Ry ॥ 
कडुकस्तत्र भुविष्ठो लवणो5नुरसस्तथा | 

aga सद संयुक्तः सतीचणलबणो रसः ॥ २६ UI 
भाधुय्य भजतेउत्यथ तीच्णभावं श्रिसुञ्चति | 
माधुर्य्यांच्छममाप्नोति वद्चिरद्विरिवाप्लुतः ॥ २७ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ | 


SPP PPLPLPP PL PPP PLP LPP LL OP LLLP POPOL LL PLP PL EL PLP LAL PL LLLP OPA 


ab 


9 


भगवान्‌ धन्वन्तरि सुश्रुत से कहते द क्रि हे वत्स ! यदि 
तुम्हारा यह सिडान्त हो क्रि तीचग तथा उप्णवीर्य और आग्नेय 
अम्लरस के अयोग से अग्नि के समान धर्म वाळा we किस 
तरह शान्त हो जाता ह तो मेरे द्वारा इस शङ्का का समाधान 
सुनो । क्षार के अन्दर अस्ळ रस को छोड कर सभी रस विद्य- 
भान रहते हं । उनमें कटुरस अविक मात्रा में या अधान 
रहता ह तथा लवण रस अल्प मात्रा में या अग्रघान होता है। 
जब तीचग wan रस अम्ळरस के साथ मिळता ह तव त्तीचग 
भाव को त्याग कर अत्यन्त मधुर भाव को प्राप्त हो जाता है 
एवं मद॒रता से शान्त हो जाता ह जिस तरद्द जळ से अशि 
शान्त हो जाती हे ॥ २४-२७ ॥ 
_ विमर्श-कटुकस्तत्र-इसफा अर्थ डट्हण ने विपरीत किया 
दे, अर्थात्‌ वह लवण रस को अधान तथा कटुक रस को अग्रः 
धान मानता है । “तत्र पञ्चरसे क्षारे कडकोऽनुरस , sang 
भूविष्ठ इनि योज्यम्‌? क्रिन्तु चरक में 'कडफल्वणभूयिष्ट' तथा 
अष्टाद्गसग्रह में भी कड़क रस का ही प्रथम निर्देश होने से 
तथा सुश्रुत में भी क्षार के लक्षण और कटुक रस के लक्षण 
परस्पर मिलते हुये से वर्णित होने से age को प्रधान रस 
तथा खण को अनुरस मानना उचित हं । कथ क्षार. प्रभा- 
न्यददि-अन्लों हि शीत स्पर्भन क्षारस्तेनोपसहित । यात्याशु स्वादुता 
तस्मादन्छैनिर्वापयेत्तराम्‌ ॥ यतश्रीष्गतम क्षार जैत्य चाम्लरसेऽधिः 
कन्‌ । तम्मात्सेकमदेहान्यामन्छ क्षार निवर्तयेत्‌ ॥ ( वाग्भटः ) । चर 
केऽपि-क्षारो दि याति माधुर्य शीवमम्छोपसतदितः 1 

तन्न सम्यग्दग्वे विकारोपशमो लाघवमनास्राश्चव | 
ders तोदकण्डुजाङ्यानि व्याधिधुद्धिश्च | अतिद्ग्वे 
दाहपाकरागस्नाबाङ्ग मर्देछमपिपासामूर्च्छाः स्युमरणं वा ॥ 

रोगग्रस्त स्थान पर कार द्वारा सम्यग्दग्ध होने पर रोग 
का दामन, अङ्गा में छघुता तथा खाव का वहना वन्द हो जाता 
है। हीनदग्ध होने पर रग्णस्थान पर सूई चुभोने की सी पीड़ा, 
खुजली और उस स्थान की जडता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
अतिदग्ध होने पर दाह, पाक, ळालिमा, पूयादि का ara, 
अङ्गमर्द, ग्लानि, प्यास और मूर्च्छा तथा भरण तक हो 
सकता ह्‌ ॥ २८॥ 
ज्षारदग्धन्नग तु यथादोषं यथाव्याधि चोपक्रमेत्त ॥२६॥ 

grea से उत्पन्न हुये बण का दोपाडुसार तथा व्याधि 
के अनुसार ठीक उपचार करें॥ २९॥ 

नैते € 

अथ नेते SCH: | तद्यथा-डुवलवालस्थविर- 
भीरुसर्वाद्गुशूनोदरिरक्तपित्तिगभिण्य॒तुमतीभ्रशृद्धञ्वरि्र” 
मेहिरूक्षततद्वीणतृप्णामूर्च्छापद्रतल्लीवापव्रत्तोदूवृत्तफ- 
लयोनयः ॥ ३० ॥ 

नीचे लिखे रोगियों में great नहीं करना चाहिये। जैसे- 
दुर्बळ, वाळक, Fa, डरपोक, सारे अङ्ग में जिनके शोथ हो, 
उदर रोगी, रक्तपित्त के रोगी, गर्भिणी, रजस्वला खी, जिसका 
ज्वरवेग चढ़ा छुआ हो, तथा प्रमेह, उर'कत से क्षीण, तृष्णा, 
मूर्च्छा से पीडित, पुवं नपुंसक तथा जिस aft की फल्योनि 
अर्थात्‌ गर्भाशय का ऊपर था नीचे को ञ्ज ( Disptacment ) 
हो गयां हो ॥ ३० ॥ 

विमर्श--चाग्मट ने अतिसार, शिरोरोग, पाण्डुरोग में तथा 


ae ` 


चमन और विरेचन कर्म किये हुये में चार प्रयोग निषिद्ध साना 
हे । फडयोनि eat टल्हणो वदति-फलमण्ड, योनिर्गर्भाशय , 
उदूवृष्तफल ८स्थानादूध्व॑गताण्ट , अपदृत्तफल =स्थानात्‌ खस्ताण्ड | 
उद्वृत्तयोनि =स्शनादूष्वेगतयोनि , अपवृप्तयोनि =स्थानात्‌ स्त 
योनि, अत्ये ठु फल्योनिशब्देन गर्भाशयमाचक्षते, तत्रायमर्थ — 
उद्डःतफलयोनि =स्थानादू्ध्वंगतगर्भाशया । अपदृत्तफलयोनि. = 
स्थानात्त्रस्तगर्माशया | अपरे छु फलशब् रजसि वतेयन्ति, कुत 
गर्भस्य फलसाधनत्वात्‌। केचित्तु फलशव्देनेहान्न ्राहयन्ति । अन्ति- 
भे भते निरर्थके । श्ये १ 
तथा ममेसिराखायुसन्धितरुणास्थिसेवनी घमनी- 
गलनामिनखान्त:शेफःस्रोतस्सल्पसांसेपुं च प्रदेशेष्व- 
GHA न दद्यादन्यत्र चत्मरोगात्‌ ॥ ३१! 
सर्मस्थान, सिरा, ata, सन्धि, तरुणास्थि ( कार्टिलेज ), 
सेवनी (Suture ०९ Rapne ), धमनी,' गळा, नामि, नाखून, 
शिक्ष के भीतर, खोतस में, अल्पसांसवाले स्थानों में एवं वत्मं 
रोग को छोड कर नेन्न के सव रोगों में क्षार का प्रयोग न करें३१ 
तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिषु शूनगात्रमस्थिशूलि- 
नमन्नद्वेषिणं हृदयसन्धिपीडोपद्रुतं च क्षारो न साधयति 
द्वारकर्म से साध्य रोगों में सी जिस का शरीर शोथयुक्त 
हो, जिसकी हड्डियों मे शूळ चलता हो, अन्न में जो द्वेप करता 
हो, हदय और सन्धियों में जिसके पीड़ा हो रही हो उन्हे छार 
लाभ नहीं पहुचाता हे ॥ ३२॥ 
विम--शोतोष्णवर्षदु्दिचप्रवातेपु च क्षारो न योक्तव्य. । 
( अ० संग्रह 
भवति चात्र-- 5 
दियामिशख्जाशनिमत्युकल्पः क्षारो भवत्यल्पमतिभ्रयुक्तः। 
स घीमता सम्यगलुभ्रयुक्तो रोगान्निहन्यादचिरेण घोरान्‌ 


इति श्रीसुभुठसहितायां सूत्रस्थाने ्ारपाकचिधिर्ना- 
सेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
7 MOA DID DO“ 
स्वल्प बुद्धि या कभ क्षाख पढे हुये Sat द्वारा मुक्त किया 
हुआ चार विप, अभि, शख, तथा वच्च के समान ay करने 
वाळा होता है और वही क्षार जब चुद्धिमान्‌ चिकित्सक द्वारा 
ठीक तरह से अयुक्त होता है तव शीघ्र ही भयङ्कर रोगों को 
नष्ट कर देता है ॥ RR 
इत्यायुवेद्त*वसन्दीपिकाभाणयामेकाददो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


“द्वादशोऽध्यायः | 
अथातोऽमिक्मेविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव इसके आगे 'अभिफर्सविधिः नामक अध्याय का 
व्यास्यान करेंगे । जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२ ॥ नि 
4. क्षारादगिगरीयान्‌ frag व्याख्यातः, aera 
रोगाणामपुनर्भावाद्वेपजशखत्तारैरसाध्यानां तत्सा- 
ध्यत्वाच ॥ ३ ॥ 


दहन क्रियाओं में क्षार की अपेक्षा अन्नि उत्तम मानी गई 
है क्यों कि अशि से जले हुये रोगों की फिर से उत्पत्ति नहीं 
होती है और जो रोग औषध, शख और क्षार के अयोग से ठीक 
नहीं होते है वे भी अभि द्वारा जलाने से ठीक हो जाते हैं॥श॥ 
विमर्श--प्ञारकर्म में आग्नेय द्वव्यों का अयोग होता है । 
दहन कर्म में कृत्रिम उष्णता का प्रयोग होता हे इसे कॉटरी 
( Osutery ) कहते हे t अञ्निकस में शस्र या अन्य पदार्थों को 
तत कर के प्रयुक्त किया जाता है इसे Actual oantery कहते 
इ । डाक्टरी में अभिकर्म के दो भेद हैं। (१) विद्युअवाद द्वारा 
उष्णता उत्पन्न की जाती है इसे विद्युदहनकर्म ( Galvano ०५" 
utery) कहते हैं। (२) कर्म के उपयोगी औजार को अभि 
ज्वाळा पर अतप्त कर कर्म किया जाता है इसे Poquilm’s 
thermo cautery कहते हैं | अपिकर्म से स्थानिक जीवाणु नष्ट 
हो जाते हैं जिस से and पाक नहीं होता है “अश्नितप्तेन 
Ten छिन्यादन्यथा अतप्वशखच्छेदने पाकभय स्यात” | अशिकर्म 
से स्थानिक सिराओं का सङ्कोच हो जाने से रक्तत्राव नहीं 
होता तथा AT का रोहण शीघ्र हो जाता हे । “दाह सट्दोचयेत्‌ 
सिरा ” इन दो विशिष्ट गुणों से 'अभिकर्म! क्षारकर्म की अपेक्षा 
Asst 
अथेमानि दहनोपकरणानि । तद्यथा-पिप्पल्यजा- 
शङ्कद्रोदन्तशरशलाकाजाम्बवौऐेतरलौद्दाः क्षौद्रगुडरे- 
हाश्व । तत्र, पिप्पल्यजाशकद्रोदन्तशारशलाकास्त्वग्गता- 
नां, जाम्बबौष्ठेतरलोहा मांसगतानां, क्ोद्रगुडखेहाः 
सिराखायुसन्ध्यस्थिगतानाम्‌ ॥ ४॥ 
अशि द्वारा दृहन करने के लिये ये उपकरण कार्य में प्रयुक्त 
होते हैं। जैसे-पीपल, वकरी की भींगनियां, गाय या ae का 
दांत, शर, शलाका, जाम्वचोष्ठ तथा अन्य सोना, चांदी, तांचा 
आदि लौह ( धातुए ) एवं शहद, गुड तथा घृत तेळादि स्नेह 
पदार्थ । इनसे पीपल, वकरी की मींगनियां, गोदन्त, शर, 
शळाका इनका उपयोग त्वचा के दुहन कर्म में होता हे । 
जाम्ववौष्ठ तथा अन्य धातुएं मांसगत रोगों के दहनकर्म में 
एव शहद, गुड़ तथा स्नेह पदार्थ सिरा, ag, सन्धि और 
अस्थि में उत्पन्न हुये रोगों के दहन कर्म में अयुक्त होते हे nen 
= से अन्थिविसर्प का = करते हें । 'अथास्य 
दाह क्षारेण शरेलेहिन वा fea’ (चरक) | लौह शब्द से स्वर्णा 
घातु Teta होने में प्रमाण निम्न(हैं--(२) रक्षत्रक्षि दहेत्पद्दम as 
हेमशळाकया । पक्ष्मरोंगे पुननेव कदाचिद्रोमसम्मव (aT) 
(°) अपानमार्गपिटिका दहेत्‌ स्वर्णशछाकया। अश्रिप्रतप्तया पश्चात 
कुर्यादभि्रणक्रियाम्‌॥ ( योगरन्नाकर )। (३) तपवा विविधेलौदैदेहेददा- 
क 1( ait क oS 1 ( अ० 
wag) । वाग्भट ने पिद्ुर्वाते, सूर्यकान्त और मोम इन्हें 
उहनोपकरणों में माना है। क र भोम इन्ह नो 
तत्राभिकर्म digg कुर्यादन्यत्र शरद्ग्रीष्साभ्यां; 
तत्राप्यात्ययिके5प्रिकमेसाध्ये व्याधी तत्पत्यनीक॑ विधि 
कतवा | ४॥ 
शरद्‌ और ster ऋतु के सिवाय अन्य सर्व ऋतुओं में 
अशिकर्म करना चाहिये। शरद्‌ और ग्रीष्म ऋतु में भी आत्य- 
चिक अर्थात्‌ श्राणों का age उपस्थित हो तथा रोग अभिकर्म 


अध्यायः-१२ ] 


से ही साध्य हो तो ऋतुविपरीत आहार-आच्छादनादि का 
प्रवन्ध कर अञ्निऊम करना चाहिये ॥ ० ॥ 


Faz rh 
as ने spectra: sift । ar 
चसा OAS OI aT | कु 
Sate, क्रियां प्राप्त, झिच्वाकाल न aa’ ॥ चरक$पि--आत्य- 


पिके पुन ऊमी aera faa इत्रिम्गुगोपः पानच SRT 
a संप्रोगपस्कारशमांगविकियेनीययथाय प्रमायवीयसम 
इत्ग Date 1 

सवत्याधिष्वृतुप च पिच्छिलमन्नं भक्तवतः कम 
कुत्रीतः अरमरीभगन्दराशामुखरोगेप्वभसक्तवतः ॥ 5 ॥ 

स्राव" सत्र रोगों में तथा सव ऋनुओं में पिच्छिल अन्न को 
निळा कर अधिकम करना चाहिये परन्तु मूदगभ, avait. 
भगन्डर, उदर रोग, अर्श नथा सुख के रोगों में रोगी को विना 
free afters करना चाटिये ॥ 

विमर्ण--वच्टिलान्र वथा~पिच्िटो जी 
ब्टेन्नला युर 1 


तत्र द्विविवमभ्रिकम्हिरिके-त्वग्दग्धं, मांसदग्घच्च | 


i aT td. 4° ५७7 


~ 
वनों 


डे 


सृत्रस्थानम्‌ । 


POPPE OOD DOD PE PPO re OO OO OOO OO NE OL अचअअ  अच्सचससअइइक्‍ल--नः- PP PLA POP LPL LL PLL LL LLP PL LL PPP PPP POP EP LPL OPEL PLP LLL OLE PL PPP PE PPP PPP, 


“३६ 
विशेष रङ्ग) किचा दे | अष्टाइसग्रह में लाक्षारस का-प्रयोग 
पच्स क वालों में निशान ona को लिखा है. “cent तु 
व्यक्षारतैन esha wise तनुदत्ययेंशासिवर्गन रोमकू- 
पान्‌ ददत? । 

तङ्मांससिराखायुखन्ध्यम्थिरिथतेऽत्युरुजि वाया- 
वुच्छितकठिनसुपमांसे व्रणे अन्थ्यर्शोऽवुदभगन्द्राप- 
चीग्हीपदचम्मकीलतिलकालकान्त्रवुद्धिसन्धिसिराच्छछे 
दनादियु नाडीशोणितातिभवृत्तियु चासिकम कुर्यात ॥ 

त्वचा, सांस, सिरा, खायु, सन्धि तथा अस्थि में होने 
वाळी वाचु की तीच पीडा में तथा जिस घण से मांस उभर 
आये भर कठोर नया सुत्त (श्न्य) हो जाय उसमें एवं अन्वि, 
अश, HAZ, भगन्ठर, अपची, शछीपद, चर्मक्रील, तिळक्राळक, 
arate, सन्धि के रोग तथा सिराओं के कट जाने पर और 


सन्धान | नाढीबण तथा रक्त के अधिक खाव होने पर अधिकर्म करना 


चाहिये ॥ १०॥ 
तत्र वलय-विन्डु-विलेखा-प्रतिसारणाचीवि दह- 


इह तु सिरान्राय॒सन्थ्यस्थिष्पि न प्रतिपिद्धोऽग्निः 1७1) नविशेषाः ॥ ११ ॥ 


कुछ आचार्य अभिफम के 'त्वग्दग्वः और “माँसदर्च? ऐसे 


सन्धि और aad में भी अमिकर्म का निपेध नहीं ह ॥ ७॥ 
तत्र, शात्दप्राठर्भावो दुर्गन्वता त्वक्सङ्कोचश्च त्वग्द्‌- 
ग्वे । कपोतवर्णताइल्पश्वयथुवेदना शुष्क्रसङ्कुचितत्रगता 
च मांसदग्वे | कृष्गोन्नवत्रणता खरावसन्निरोधत्च सिरा- 
स्ञायदग्ये | रूच्तारणता कर्केशस्थिरत्रगता च सन्ध्य- 
स्विद्ग्वे ॥ ८! 
विमर्भ--आहुरेके कब्बपादबः-न मिरालाचुसन्थ्वन्परिममन्वपि 
aaa | टेंडस्पीन्कर्तन कार्य दादी दा भिगजाउसिना ॥ अद्टाद्ग्संग्रह 
ने तो भोगितानियत्रव्ृृत्ति में इनमें भी अधिकर्म करना ही लिखा 
है । “दशा सिशाल्यवुसन्धपस्थिच्छेदकोधितातिप्रदृत्तिपु सिंगदिदाद ” 
इनमें चड-चड TET का होना, Galea आना तथा त्वचा का 
aga होना वे स्वग्दग्ध' क wy हैं 1 कपोत के समान वर्ग 
होना, दाथ तथा वेदना कम होना, सस्रे तथा सद्डचित at 
का होना ये माँसदग्धः क लवण हैं । बग में कालापन तथा 
उभार तथा खाव का नहीं निकलना ये “'सिरजायुदरच? 
लक्षग हैं। ब्रग में een, लालिमा, vec और कठिनता 
होना ये “सन्धि? ओर “अस्थिदरव? क छत्षण हं ॥ ८ ॥ 
तत्र, शिरोरोगाथिमन्यचोञ्रललादशङ्कत्रदेरोषु 
दहेत्‌, वत्मरोगेष्वाद्रालकतकप्रतिच्छन्नां CE कृत्वा वत्मे- 
रोमक्रूपान्‌ दहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
निर के राग तथा अधिमन्ध ( नेत्ररोग ) में भोह, छछाट 
ओर शङ्कु मदेल में दाह करना चाहिये । Tait में इषि को 
शीळ वत्र से टक कर वर्त्म ( पळक ) के रोमकूपां को या वालों 
को था चाळों की जड़ को era करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
विमरा-अविमन्थलक्षणम्‌-उत्पाव्यत दवात्यर्थ नेत्रं निर्मथ्यते 
तथा । शिरसोरउर्पऋ त विद्यादयिम्न्थ eat? यह Acute or- 
brtal cellulitis हे । विशेषतया वर्त्मरोगा में पच्मकोप ( Tri- 
chissis and Distriaichiasis ) होने पर अभिकर्म किया 
जावा है | 'अल्ककः का अर्थ किल्ली नें “माहोर? ( छाद्वानिर्मित 


| 


कक 


वल्य ( Fyn के समान गोळ ), 


विलेखा ard) 


दो सेद मानते दे किन्तु इस 'घन्वन्तरि सम्प्रदाय में सिरा, arg, | ऑर अतिसारण (तत वस्तु से रगडना) ये चार दहनके 


प्रकार ईं ॥ ११॥ 
विमश--सइझहकार ने अर्धचन्द्र, स्वस्तिक और अष्टापद 
ऐसे तीन दहन प्रकार अधिक माने हँ । gest दहनकर्मविधि - 
अथ ZA STITT प्राकश्रिर*सवि- 
छटमाप्तावलम्वित कत्वा वैचो निवममवहत्त्यिरदीप्तत्रदिरवटिरावकारैर- 
योबदनप्रकारेंण मन्नानिदाध्मान यजनेन चोर्ध्वानिर्गच्छच्ज्वालनवापा- 
डिठामायमानभाचुराञ्जिवर्ण बान्ववो छादि भिर्व्याधिप्रदेवावशाद्वळयार्थच- 
न्टरस्वर्तिकाष्टापटविन्दुरेस्वाप्रनिसाराविकल्पेन मुहुमहुहितोपहितामि- 
वारिरुरद्किश्वातुरनाट्वासयन्‌ दहेटासम्यग्दाह्ृङिङ्गोत्पत्ते’ । उच्छून- 
नृपिरप्रलूनदन्तनाटीसजन्तुदन्रणेषु तु स्नेदरधूच्छि्टमघुणुग्शुळेः पूर. 
बिल्वा Feat 
भवति चात्र-- =? 
रोगस्य संस्थानमवेच्य सम्यङनरस्य मर्माणि वलावलं च। 
व्याधि तथतुव्व समीचय सम्यक्‌ ततो व्यचस्येद्विषगञ्निकमं॥ 
रोग के संस्थान ( मोटाई ) का भली प्रकार अवलोकन 
कर तथा रोगी के सर्मस्थान और वळाचळ का भी पूर्ण त्रिचार 
कर एवं व्याधि और ऋतु (समय) का भी अच्छी प्रकार से 
विचार करके पश्चात वद्य अमिकर्म करे ॥ १२ ॥ 
तत्र सम्बग्दग्बे सधुसपिभ्यामभ्यङ्गः ॥ १३ ॥ 
सम्यदग्थ में शहद और धृत को मिश्रित कर लगाना 
चाहिये ॥ १३॥ 
तिमदा-शद्रसर्पिषो” प्रशता-क्षतोभ्मणो निद्रार्थं सन्वानार्थ 
नव च । सद्योत्षणेग्वायतेप क्षौद़्सर्पिर्विधीयते ॥ सुढग्धं धनमध्यकत 
स्निग्वशीतै ita: प्रदेदयेत ॥ ( He सद्ग्रह) 
अथेमानभिना परिद्दरेत--पित्तमकृतिमन्तःशोणितं 
मिन्नकोएमबुद्शृतराल्यं दुवेलं वालं वृद्धं भीरमनेकञ्रण- 
पीडिक्मस्वेद्यांश्वेंति 1 १४ ॥ 
इन मनुण्यों में अभिकर्म नही करना चाहिये । पित्तप्रकृनति, 
रक्तपित्ती, अतिसारी, जिसका शल्य न निकाला हो, cae, 


SS या 6 


चालक, बृद्ध, डरपोक, अनेक aS पीडित तथा अस्वेद्य 
अर्थात्‌ जिनके लिये स्वेदनकर्म वर्जित हो ॥ १४ ॥ 
दिमर्ई--'अन्तःणोणित’ का अर्थ TY लोगों ने “एकत्रित 
कुपित तथा दूपित ta’ किया हे यह ठीक नहींहे क्योंकि 
चरक ने भी रक्तपित्तियों में अग्निकर्म का निपेध किया है। वाल- 
दुर्वलबृद्धाना गर्मिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । नारिनिकर्मोपदेष्टत्यम्‌ः | 
(भिन्नकोष्ट' का “अतिसारी? अर्थ न 'कर दखाटि से भिन्न उठर' 
ऐसा अर्थ करते है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था 
में अग्निकर्स का विधान है। 'उदरान्मेदसो वर्तिनिंगंता यस्य 
देद्विन । अग्नितप्तेन wa छिन्बात्‌। नेत्ररोग और कुछ में 
भी अग्निकर्म न करें । “नारिनकर्मोपदेष्व्य नेत्रकुष्ठनणेपु च। 
(चरक ) । 
अत ऊध्येमितरथा दग्घलक्षुणं चच््यामः-_तत्रः 
Rend ext वाऽऽभ्रित्य द्रव्यमग्निदेदति | अग्निसन्तप्तो- 
हि de: सूदमसिरा$्तुसारित्वात्वगादीननुप्रविश्याशु 
दृहदति | तस्मात्‌ खे्दग्धेऽधिका रुजो भवन्ति ॥ १४ 
इसके पश्चात्‌ 'इतरथा ser या 'अमादटग्ध' के लक्षण 
कहते हें । अग्नि स्निग्ध अथवा ST FET का आश्रय पाकर 
जलाती है। अग्नि से सन्तप्त हुआ स्नेह पदार्थ छोटी छोटी 
सिराओं में प्रवेश करने की क्षमता रखने से त्वचा आदि में 
रिष्ट होकर शीघ्र जला देता है इसी लिये 'स्नेहदग्ध' में 
अधिक वेदनाएं होती है ॥ १५॥ 
विमद्रो--त्नेहभेदा -सपिस्तेळ वसा मज्जा स्नेहोष्प्युक्तश्रतु- 
दिध । “इतरथादग्ध' को वाग्भट ने 'प्रमाददग्घ' कहा है। 
erat में भी दुग्ध के द्रब्यानुसार दो भेद Si तप्त ठोस 
पदार्थ या अग्निज्वाला से जले को वर्न ( Barn ) जो कि as 
दग्धः है तथा सन्तप्त जल तेलादि द्ववपदार्थ या उप्ण गेस 
(हवा) से जले को स्काल्ड (8०६4 ) या 'ट्रवदग्ध? या 
स्निग्घदग्धः कहते हैं | 
तत्र, Ge gent सम्यग्दग्घमतिदग्धञ्गेति चतुर्वि- 
घमस्निद्ग्धम्‌ | तत्र यहिवण प्लुष्यतेऽतिमात्रं तत्‌ 
प्लुष्टम्‌ | यत्रोत्ति्ठन्ति रफोटासतीत्राश्चोषदाहरागपाकवेः 
दनाव्रविराश्वोपशाम्यन्ति तद्‌ दुदेग्धम्‌ | सम्यग्दग्धमन- 
बगाढ॑ तालफलवणे सुसंस्थितं पूर्वलक्षणयुक्तश्व । अति- 
दुग्धे मांसावलम्बन गात्रविश्लेष: सिरास्तायुसन्ध्यस्थि- 
व्यापादनमतिमात्रं ज्वरदाद्वपिपासासूच्छऱ्िपद्रवा भव- 
न्ति | ब्रण्मास्य चिरेण रोहति रुढश्च विवर्णो भवति । 
तदेतश्चतुर्विधमन्निदग्धलत्तणमात्मक्मप्रसा धकं भवति ॥ 
J I", REET, ३--सम्यग्दग्ध और ४-अतिद्ग्घ 
ऐसे असावधानी से हुये अग्निदग्ध के ( देहधातुओं पर असर 
होने की इष्टि से ) चार भेद किये गये हैं। उनमें से जहां 
अतिसात्रा में त्वचा का रद्ध विकृत हो जाय और झुल्स सा 
जाय उसे “प्लु? कहते हैं। इसे वाग्भट ने “तुत्थ? कहा है । 
जहां पर जलने से भयङ्कर फफोले '( छाले ) पड जांय तथा 
चोष ( चूसने की सी पीड़ा), दाह, राग ( लालिमा ), पाक 
( पूतीसवन ) और वेदना ये तीव्र हो. तथा अधिक समय में 
जिसकी शान्ति हो उसे 'दुर्दंग्ध' कहते हैं। जहां पर तण 


है इसे ‘we कह 


सुश्रुतसंदिता | 

Se 
Sn नचा न हो तया उस न हो तथा उसका रद्ध ताट के फल के समान हो एवं 
सुसस्थित (समान ) 1, २ 
दाह SA से युक्त हो उसे सम्यग्दग्ध’ कहत EI 'अतिदरच? 
में जले हुए मांस के इकडे 
अङ्गो या सन्धियों का rea ( Dislocation ) था विघटन 
हो जाता ह, सिरा, स्नायु, सन्धि, 
में बिनाद हो जाता दे तथा उवर, 
थे उपद्रव उत्पन्न हो जाते Sl इसका चना AT डेरी से भरता 
हे तथा भर ( रोपित 
1 इस तरह यह चार प्रकार का अग्निवग्ध-लक्षण ठीक 
तरह से जानकर 
क्िल्मा ) मे प्रलाघक ( लामटायी ) होता हे १०॥ 


हो तथा पूर्वोक्त त्वचा, सांस, सिरा 
लटकते दिसाई देते दे, गरीर के 


afta इनका अधिक मात्रा 
are, पिपासा और मूच्छा 


हो) जाने पर भी विरूप सा हो जाता 


चिकित्सा करने पर वेद्य के आत्मकर्म ( चि- 
विसर्श--डावटरी से ढग्ध की ६ अवस्थाएं मानी ह। प्रथः 
मावस्वा से चमडी लाळ और विवर्ण हो जाती दै, जलती नहीं 
सकते ह। दवितीवावस्था में त्वचा तथा 
ऊपरी पर्द में रसीका-सञ्चय होकर WHS चन जाते है, इसे 
दुर्ध कह सकते हैं। Teen मे त्वचा का उपरी पर्त 
तथा त्वचा का स्वल्प भाग नष्ट हो जाता है किन्तु स्पर्णाङ्कुर 
(29115९ ', स्वेट-ग्रन्थियां, रोमकूप और तैल-पअन्धियां नष्ट 
नही होती है। यह 'सम्यग्दग्धः की अवस्था हृ । चनुर्थावस्था- 
Hart त्वचा तथा उपत्वचा का कुछ भाग नष्ट होता है। 
पञ्मावस्था में त्वचा, उपत्वचा और पेशियां नष्ट होती TI 
पष्ठावस्या में शरीर के अवयव, सिरा, सन्धि, अस्थिया नष्ट और 
विघटित हो जाती ह। ये नेप तीनों अवस्थाए 'भतिद्ग्धः के 
समान दै 
भवन्ति चात्र 
अग्निना कोपितं रक्तं श्रां जन्तोः प्रकुप्यति | 
ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्याभ्युदीय्यते ॥ १७॥ 
तुल्यवीय्ये उभे ह्येते रसतो द्रव्यतस्तथा | 
तेनास्य वेदनास्तीत्राः प्रकृत्या च विदह्यते ॥ 
स्फोटाः शीघ्र' प्रजायन्ते ज्वरस्तृष्णा च वर्धेते ॥१८॥ 
अग्नि से कुपित हुआ मजुप्य का रक्त अधिक खराव 
हो जाताहे पश्चात्‌ उसी वेग से उसका पित्त भी कुपित 
हो जाता हे क्योंकि रक्त और पित्त ये ठोनों वीर्य मे समान 
हृ तथा रस और द्रब्य की इछि से भी समानधमी होने से 
तीब,वेढनाएं होती हैं, स्वाभाविक दाह होता हे, [शरीर पर 
शीघ्र ही फोडे निकल आते है एवं चह व्यक्ति ज्वर और प्यास 
से पीडित होता हे ॥ १७-१८ ॥ 
विमर्श--आधुनिक चिकित्सा में इन लक्षणों को तीन 
भागों में विभक्त किया हे । ( १ ) दाहावस्था-दाह का विस्तार 
तथा गहराई अधिक होने से Shook उत्पन्न होता है तथा हाई 
फेल हो जाता है । गहराई की अपेक्षा विस्तार ज्यादा भया- 
नक होता है। (२) शोथावस्था--में त्वचा, मांस, रक्त जादि 
धातुं जल जाती है। ज्वर, दाह और ठृपा ये खास लक्षण 
होते हैं। स्थानानुसार यदि दाह शिर, चत्त और उदर आदि 
सर्मस्थाना पर हो तो मस्तिप्कावरणशोथ, फुफ्फुसावरणशोथ, 
न्यूमोनिया आदि उपद्रव उत्पन्न होते है तथा दुग्ध ब्रणों में 
जीवाणुओं के उपसर्ग का भी भय रहता है। (३) रोपणा- 
वस्था--यह जीवाणुओं के शारीर में अविष्ट न होने से होती हे 


अध्यायः- १२ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


8१ 


अन्यथा विसर्प, धनुःस्तम्भ ( Raa) आदि रोग उत्पन्न 
होते है । 
दग्धस्योपशमार्थाय चिकित्सा सस्प्रगद्यते | 
पलुष्टस्याग्निप्रतपनं कारय्यैसुष्णं तथौपधम्‌ ॥ १९॥ 
शरीरे feared Req भवति शोणितम्‌ | 
प्रकृत्या ह्युदकं शीतं स्कन्द्यत्यतिशोणितम्‌ ॥ २०॥ 
तम्मात्‌ सुखयति ह्यष्णं न तु शीतं BAT ॥ २१ ॥ 
अव दग्ध पुरुप के रोग की यान्ति के लिये चिकित्सा 
कही जाती है। “प्लुष? में जळे भाग को अग्नि से तपाना 
चाहिये तथा वाह लेपादि और आसभ्यन्तरीय ( पानादि) 
ओपधियाँ भी उप्ण गुंज वाली प्रचुक्त करनी चाहिये। दुग्ध 
के कारण शरीर के अधिक सात्रा से स्विन्नहो जाने से रक्त 
भी स्विन्न हो जाता है? ऐसी दृशा मे शीतोपचार या शीतळ 
जळ का (सेचवादि रूप से ) प्रयोग किया जाय तो स्वभाव 
से ही वह रक्तको अधिक स्फन्दित (mer) कर देता है 
इसी लिये चरणों का प्रक्षालन करने में तथा पीने के लिये उष्ण 
जळ का ही प्रयोग करना चाहिये। शीतल जळ या शीतळ 
पदार्था का प्रयोग नही करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
विमरी--उप्णोपचारम्रयोजनम्‌-स्त्याने रक्ते हिमे नोष्मा निष्का- 
मति यतो वहि. । वेदना वर्षते तेन रुधिर विद्यते 1 उष्ण निष्का- 
मयत. कुर्यादृष्माण मन्दता रुज ॥ ( अ० सम्रह ) 
शीतासुष्णाञ्च दुदेग्धे क्रियां कुर्य्याद्‌ भिषक पुनः । 
घृतालेपनसेकांस्तु शीतानेवास्य कारयेत्त॥ २२॥ 
Sia में शीत तथा उप्ण दोनों अकार के उपचार fa 
करे किन्तु इत, आलेप और सेक का उपयोग शीत रूप में 
ही करें ॥ २२॥ 
सम्यग्द्ग्वे तुगाच्तीरीप्लच्तचन्दनगैरिकैः | 
ara: सर्पिषा खिग्धैरालेपं कारये द्विपक ।। २३ ॥ 
ू A "३ ४७ « AACS ~ > 
ग्राम्यानूपौदकेश्वेन पिष्टेमोसेः प्रलेपयेत्‌ | 
पित्तविद्रधिवच्चेनं सन्ततोष्माणमाचरेत्‌॥ २४॥ 
Gera की अवस्था सें वजलोचन, cog (पिळखन ) 
की छाल, लाळ चन्दन, सोना गेरू और गिलोय इन्हें पत्थर 
पर सहीन पीसकर इत मिला के आलेपन कर Fat चाहिये । 
अथवा घोडे आदि ग्राम्य पशु, वाराह आदि आनूप पछ तथा 
कच्छुपादिक आनूप प्राणियों के मांस को पीसकर seq 
करना चाहिये। यदि ava स्थान पर या सर्वदेह सें निरन्तर 
दाह होता हो तो 'पित्तविठ़घिः के समान चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अतिद्ग्चे विशीर्णानि मांसान्युद्‌ रत्य शीतलाम्‌ | 
क्रियां ङुय्याँदू भिपक पञ्च।/च्छालितण्डुलकण्डनेः ॥ 
तिन्डुकीत्वक्कपायैत्रा घृतमिश्रैः प्रलेपयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
sot शुङ्चीपचेर्वा छादयेदथवौदकेः | 
क्रियाच निखिलां कुर्य्याद्‌ भिषक पित्तविसर्पवत्‌ ॥ 
“अतिदग्ध? की अवस्था में जले हुये मांस को निकाळ कर 
प्रथम शीतर उपचार करना चाहिये पश्चात्‌ शाली चाचलों का 


चूर्ण अथवा तिन्दुकी की छार के छाथ में ge मिळाकर अलेप | 


६ सु० 


करें और घण को Teas पत्रों अथवा कमळ के पत्रों से 
आच्छादित ( ढक ) कर देना चाहिये। अन्य शेप क्रिया 
( चिकित्सा ) “पित्तविसर्पः की तरह करनी चाहिये ॥२५-२६॥ 
मधूच्छिएं समधुकं रोध्रं सजेरसं तथा | 
मझ्िषठां चन्दनं पूर्वा पिष्टा सर्पिर्बिपाचयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वेषासग्निदग्धानामेतद्रोपणमुत्तमम्‌ | 
खेहदग्धे क्रियां wat विशेपेणावचारयेत्‌ tl २८॥ 
सोम, Fea, ळोध, राळ, सजीठ, रक्तचन्दन और मूर्वा 
इन्हें जल के साथ पत्थर पर पील कर कल्क वना लेवे। 
पश्चात्‌ इस Ses से चतुर्युण ga और धृत से चौगुना पानी 
डालकर घृतावशेष पाक कर Sal यह सर्व प्रकार के 'असि- 
any से उत्तम रोपक घृत हे । as, इत आदि Seat से दग्ध 
होने पर विशेष कर रूल क्रियाएं करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
विमर्श--“दग्ध? सें सूच्छित व्यक्ति को गर्म कमरे में 
रखना, कम्बल आदि wa वसँ से ढकना, गर्म तथा 
उत्तेजक और हृद्य पदार्थ पीने को देना चाहिये । दुग्ध अङ्ग को 
Boric And के विलयन में रखना चाहिये । अथवा विलयन 
से भीगे हुये ga से Ste देना चाहिये । मूर्च्छा निवृत्त होने 
पर tite एसिड? के घोळ सें वख भियो कर दग्ध स्थान पर 
रखे। सडे-गरे सांस के दूर होने पर 'किलोमीना प्रिपरेटा? 
का सळहस छयाना चाहिये । 
अत ऊर्ध्व प्रवच्यासि धूमोपहतलक्षणम्‌ | 
सिति dite चात्यथेमत्याधमति कासते | 
चक्षुषोः परिदाहश्च रागश्चैवोपजायते ॥ २६॥ 
सधूमकं निश्वसिति घ्रे यमन्यन्ञ वेत्ति च | 
तथैव च रसान्‌ सर्वाम्‌ श्रुतिश्वास्योपहन्यते ॥ ३० ॥ 
तूष्णादाइज्वरयुतः सीदत्यथ च सूच्छति । 
धूमोपहत इत्येवं, AY तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ ३१॥ 
अव इसके पश्चात्‌ “धूमोपहत? के SIT कहता हूँ। श्वास 
में कठिनाई, वार २ छींकों का आना, पेट पर जोर का आफरा 
हो जाता है, खांसी चलती है, नेत्रां में जलन तथा लालिमा 
हो जाती हे। श्वास क्रिया में yet छोडता हे, अथवा श्वास 
में धूर की गन्ध आती है, धूए के अतिरिक्त अन्य पदार्थो का 
गन्घन्ान नहीं करता है। Tat के पहचानने का ज्ञान भी 
नष्ट हो जाता है । श्रवणशक्ति नए हो जाती हे । प्यास, दाह 
और ज्वर से पीडित होकर डुर्वळ रहता है । मूर्च्छा भी हो 
जाती हे । इस तरह ये “धूमोपहत के? ळक हे। अव इसकी 
॥ २९-३१ ॥ 
ed rhs को Asphyviation कहते है । भएं 
में अनेक जहरीली गेसे जेसे-कार्वन डायाक्साड (००४), 
कार्वन सोनोक्साइड, गन्धकीय घूम तथा अमोनिया, हाइड्रोज 
सह्फाइड रहती है, इनके श्वालसार्य तथा फेफर्डों में भर जाने 
से ga ag के भीतर नहीं जा सकने से रक्त शुद्ध नही होता 
है तथा इन दूषित गेलो के रक्त में मिलने से _आसकेन्द 
( Respiratory Centre ) प्रभावित हो जाता है जिससे 
श्वासकृच्छू, आक्षेप और अवसाद च क्रमशः तीन अवस्थाएं 
उत्पन्न होकर रोगी की ag हो जाती है। 


8२ 


सुभ्रुतसंदिता । 


सपिरिश्वुरसं द्राक्षां पयो वा शार्कराऽम्जु वा | 
मधुराम्ल रसौ चाऽपि वमनाय प्रदापयेत्त ॥ ३२॥ 
वमतः कोष्टशुद्धिः स्याद्‌ घूमगन्धञ्च नश्यति | 
विधिनाऽनेन शाम्यन्ति सदनक्षवधुब्बरा: ॥ ३३ || 
दाहसूच्छाठ्डाव्मानश्वासकासाञ्च दारुणाः | 
atc OS = 
मधुरेलेवणाम्लेश्च कटुकेः कबलम्रहैः॥। ३४॥ 
सम्यग्गहातीन्द्रियार्थान्‌ सनश्चास्य प्रसीदति | 
शिरोबिरेचचं चास्मे दद्याद्योगेन शाख्वित्‌ ॥ ३५ ॥ 
दृष्टिविशुध्यते चास्य शिरोग्रीवञ्च देहिनः | 
अपिदाहि लघु सिग्धमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ ॥ ३६। 
सर्वप्रथम “वूसोपहतः रोगीको चमन कराने के लिये घी, सांठे 
(ऊख) का रस, सुनका, दूध, शक्र का पानी (दार्चत) अथवा 
सधुर और अम्ल रस मिलाकर पिछाना चाहिये । इस प्रकार 
चमन कराने से उसकी stews हो जाती हे तथा धूएं की 
अन्तःग्रविष्ट गन्ध नष्ट हो जाती है । इसके अतिरिक्त इस विधि 
से सदन (amet), छींक और ज्वर शान्त हो जाते हैं। 
तथा दाह, मूच्छ, प्यास, पेट का आफरा और दारुण श्वास- 
कास भो नए हो जाते दे LAR, छचण, अम्ल और कड रस 
प्रधान Fe के स्वरस या छाथ द्वारा कवलग्रह करने से वह 
wget भिन्न २ इन्द्रियों के अर्थो' ( शब्द, स्पर्श, गन्ध आदि ) 
को ठीक तरह से ग्रहण करने लग जाता है! और भन भी 
निर्मळ हो जाता हे । वमन के पश्चात्‌ शाख का ज्ञान रखने 
वाळा व्य इसे योय (युक्ति) से शिरोविरेचन करावे! इससे उस 
रोगी की इछि शुद्ध हो जाती हे और शिर तथा गला भी साफ 
हो जाते हैं। अनन्तर रोगी को दाह नहीं करने वाला तथा ल्घु 
जोर स्निग्ध आहार कराना चाहिये ॥ ३३-३६ ॥ 
विमशे--डावटरी चिकित्सा--धूएँ के स्थान से हटा कर 
खुळी हवा में रखना। गले या छाती पर के कपडों को हटाना 
चाहिये । वक्ष, मुख तथा निर पर शीतळ जल सेचन, 'सन्दंदाः 
से जिह्वा को पकड कर चार २ थोडी २ ठेर में खींचे, सूघने 
के लिय 'ओक्मिजन' भो दे । वक्षोगत 'क्रेनिकनर्व' को विद्य 
au i 
त्सहायता से उत्तेजित करनी चाहिये। होश में छाने के fet 
असोनिया गेस सुंघानी चाहिये । दशा अधिक चिन्तनीय हो 
तो ‘Breen द्वारा ४० से ८० तोळे तक दूषित रक्त निकाळ 
कर उतना ही awe सेलाइनः निरा द्वारा प्रविष्ट कर देँ । 
हदय रक्षा के लिये (टिचर asa after, 'कोरामीन? आदि 
ओपधियों का इ्ेक्शन देना चाहिये) हाथ-परों पर गर्म 
जल की थली रखनी चाहिये । कृत्रिम खासक्रिया ( 47808] 
respiration ककत ey करनी 'चाहिये । 
उप्णबाता शीतः कार्य्यो विधि: सदा । 
शीतवर्पानिलेदेग्वे स्तिग्धमुष्णं च शस्यते || ३७ | 
तयाऽतितेजसा दग्वे सिद्धिरनास्ति कथञ्चन | 
इन्द्रवज्ञाग्निदग्वेडपि जीवति प्रतिकारयेत्‌ | 
खेदाभ्यज्ञ TT मदे ह्च तथा सिपक।। ३८ ॥ 
इति श्रीसुश्ुतसंहितायां सूतरस्थानेऽर्निकमेविः 
घिर्नाम दशोऽध्यायः || १२ 1) 
RODD I~ 


उप्णवायु (लू) और तेज धूप से दग्ध होने पर सदा 


| शीतोपचार करना चाहिये | अत्यधिक शीत, वर्षा और अधिक 


dot वायु से दग्ध रोगी में स्निग्ध और उप्ण उपचार प्रशस्त 
होता है तथा अति तेज ( इन्द्रवञ्ज, वियुत्पात ) से eva रोगी 
की किसी प्रकार भी सिद्धि ( चिकित्सालाभ ) नहीं होती है 
किन्तु इन्ह्वजादिदग्ध यदि जीवित अवस्था में हो तो स्नेह, 
अभ्यङ्ग, परीपेक और अदेह से प्रतिकार करना चाहिये ॥३७-३८॥ 

विमञ्च--“उप्णवातातप en को हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, 
हीट अपोप्लेक्सी, या थर्मिक फीवर ( Heat stroke, Sun stro- 
ke, Heat apoplexy, Thermic fever) या सौपा में “लू 
रूगन? कहते हैं । 

कारण--गीव्म प्रदेशों में ्रीप्मकाळीन श्रचण्ड सूर्य की 
गर्मी सें घूमना या तेज भट्टी के पास रहना झुख्य कारण हैं। 
अत्युप्णता से मस्तिप्कसुपुम्णागत उप्णतानियामक केन्द्र के 
काये में विकृति होकर शरीर की गरमी बढ़ती है। यह ताप 
कभी कभी १०८-११२ Ho तक चढते ढेखा है। लक्षण--सिर- 
दर्द, हल्लास, वमन, वैचेनी ये रक्षण आरम्भ में होकर मूर्च्छा 
हो जातो है श्वास-घु्ुर युक्त, नाडी-दुर्वळ, क्षीण और शीघ्र 
होती है । चिकित्सा--रोगी को ठंढे कमरे में रे जाना, कपडे 
खोळ कर गीले कपड़ों में छपेटना, शिर पर वर्फ की यैली रखना, 
चाहिये । “चन्दनासव’ या "कर्पूर? पानी में डाळ कर पिलाना 
चाहिये । धारागृह भूमियृह सुशीत वनञ्च रम्य जळवातशीतम्‌। 
वैदूर्यसुक्तामणिमाचनाना स्पर्शाश्च दाहे शिक्षिराम्बुशीता, ॥ पत्राणि 
पुष्पाणि च वारिजाना क्षौमञ्च शीत कदलीवनानि 1 प्रच्छादनार्थं 
झयनासनानां पद्मोत्पलाना च ढलाः प्रशस्ता ॥ म्रियङ्कुकाचन्दच- 
रूपिताना eral: प्रियाणान्न बराङ्गनानाम्‌। दाहे प्रशास्ता, सजलाः 
सुशीता पझ्चोत्मलानाञ्च कलापवाता सरिंदधदाना हिमवदरीणा 
चन्द्रोदयाना कमलाकराणाम्‌। मनोऽनुकूरा शिशिराश्व सर्वा “ 
(a0 fro wo ३)। शीतवर्षानिलदग्ध--को? फास्ट चाइटः 
( Frost bite ) कहते हैं । pe के Sit 3838 
से हिमतुपारयुत अतिशीत चायु पर चूमने से या वहां 
रहने से र तथा तद्गत जलीयांश जमने लगता है जिससे 
रकसञ्चार कम होने erate और अङ्ग-अत्यङ्ग सिकुड़ कर कठिन 
और मोम समान हो जाते हैं । चिकित्सा--धमनी तथा शिराओं 
सें अमे हुये रक्त को द्रवावस्था मे छाने के लिये aia क्रिया 
करनी चाहिये । रोगी के कसरे की उप्णता भी धीरे २ चढ़ानी 
चाहिये । पीने को उप्ण पेय देने चाहिये। अइ-अत्य्डो पर 
कम्बळ आदि गरम कपडे छपेटना चाहिये । इन उप्णोपचारों 
की शीघ्रता करने से एकाएक रक्तप्रवाह शरू हो कर 'शोथयुक्त 
कोथ? ( Inflammatory gangrene ) होने का भय रहता है। 
अतितेजदग्ध--को1११४७०.०४ कहते है। जाकाशविद्युत्‌ के 
तीबाघात से अथवा कृत्रिम विद्युत्‌ ( Electricity ) के तीव्रा- 
घात से मस्तिप्कचात Necro paratyas) हो कर तत्काल 
रोगी मर जाता है। सौम्याघात होने पर यदि ager वच भी 
जाय तो वह स्टूतिनाश, इटिमान्य, अंगवध, अपस्मार और 
उन्माद आदि रोगों से अस्त हो जाता है, ऐसी दशा में उपद्र- 
चानुसार चिकित्सा करनी चाहिये । 


इत्यायुवंद्तत्वसन्दीपिकासापायां द्वाद्ञोऽध्यायः॥ १२॥ 


ener 


अंध्यायः १३ ] 


सूत्रस्थानम | 


४३ 


f ~ ~ 
“चअयोदराोज्ध्यायः | 


अथातो जलोका$वचारगीयमध्यायं व्याल्यास्यामः 1 १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ || 
अव यहां से 'जलौकावचारणीय? नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२॥ 
विमर्गः--वल्नोकः wrt 


= चाला ता जलोकतस्तेषामवचारण- हिल 
स्थान Fle ता Aa SOUS SS 


अंग्रेजी सें “लीच? या “हिर? ( Leech, ७०0०) कहते हैं । 
नुपाढयवालस्थविरभीरुदुर्वेलनारीपुकुम्हराणामनु- 

अद्या्थ परमसुकुमारो5यं शोणितावसेचनोपायो5मिहितो- 
जलौकसः 1 ३ ॥ 

राजा, are ( धनवान्‌), वाळक, वृद्ध, डरपोक, दुर्वल, 
aft तथा कोमळ देह वाले मनुर्ज्यो के अचह के लिये दूषित 
रक्त को निकालने का यह परम सुकुमार तरीका ‘Ste का 
बताया ह॥ ३॥ 

विमर्शः--अच्छान तथा wea द्वारा सिरावेघ कर रक्त 
निकालना कष्टदायी, ea अलावू या ste ग्लास द्वारा 
रक्त निकालना साधारण gran विधि ह किन्तु जलोका 
द्वारा रकलुति परम सुङ्मार विधि ह 


तत्र वातपित्तकफदुष्टशोणिंतं यथासंख्य श्वहुजलो- 
को5लादुमिरवसेचवेत्‌ » स्तिग्धशीतरूक्तत्वातू | सर्वाणि 
स्वा ॥ ४ ॥ 
रक्तावसेचन में भी वात, पित्त और कफ से दूषित रक्त को 
क्रमः As, जलोका भोर अलावू ( तोंवी ) से निकालना 
चाहिये! कारण कि शङ्क स्निग्ध होने से वात का झामक, 
जलोका-शीत होने से पित्तनामक और defies होने से कफ 
की शामक होती ह। अथवा सव का सर्वदोषों में उपयोग 
कर सकते हैं ॥ ४॥ 
विमर्गः--अष्टाइ-छद्य? में दूषित रक्त 
अनुसार मिन्न २ तरीकों से रक्तावसेचन करना लिखा हे! 
'रच्छानिेकदे शस्यं अधित उल्जन्नमिः । इरेच्युहादिमिः उप्तनस- 
व्यारि ठिरात्र्वपैः ॥ प्रच्द्वान पिण्डिते वा सल्गढवगाढे जलौकसः। 
त्वन्स्येड्लारवटी इ fata व्यापकेज्छजि ॥ सर्वागि सत्वां । 
भवन्ति चात्र 
wal समघुरस्तिग्घं गवां वङग प्रकीर्तितम्‌ | 
तस्माद्वातोपत्तटे तु हितं तदवसेचने 1 ५ ॥ 
गोम्य--उप्गवीर्च, मथुर रस युक्त स्निग्ध होता है। इस 
च्वि वात से दूपित रक्त का अवसेचन करने के लियें हितकर 
साना गया ह॥ ५ ॥ 
शीवाविशासा मधुरा जलोका वारिसम्भवा | 
तस्मात्‌ frames तु हिता सा त्ववसेचने ॥ 5 ॥ 
जोंक-शीवळ स्थान में अधिवास ( निवास ) करती हे 
तथा जळ में ही उत्पन्न होती हे एवं रस में मधर होती हे इम 


लिये पिच से दूषित रक्त का अवसेचन करने में वह हितकर हे 
अलाबु कटुकं रुचं तीच्गश्च परिकीत्तितम्‌ | 
तस्माच्छलेष्मोपस्ष्ट ~ . agua 
च्छलेष्मोपस्तट्टे तु हितं तद ॥७॥ 
तॉवी--कट्ुुक रसवाली, रुच तथा तीच्ण होती हे इस 
लिये इलेप्मा ( कफ ) से दूषित रक्त के अवसेचन में वह 
हितकारी है ॥ ७ ॥ 
विमर्शः--मिष्वातान्वित रक्त विषाणेन विनिदरेत । पित्तान्वित 
जलौकामिः कफान्वितमलाइमिः | ( to चि० eto २१ ) 
तन्न, अच्छिते तन्नुवञ्जपटलसूत्रावनद्धेन खद्गेंण 
शोणि तमवसेचयेदाचूपणात्‌ ; सान्तर्दीपयाउलाव्या ॥८॥ 
aa अवस जिस स्थान से रक्त निकालना हो वहां ग्रच्छित 
(उस्तरे या ब्लेड द्वारा ) चांचदे ल्या करके पतले aa को 
डोरे से वांघ कर सींग के सत में रख के सुख द्वारा aqua 
विधि से रक्त का अवसेचन करना चाहिये। अथवा तुम्वी में 
दीपक रख कर या स्पिरिट चा रूई भीतर रख के जला कर 
उस ott को दूपित स्थान पर औधी रख देने से रक्तावसेचन 
हो जाता हे॥ ८॥ 
विमर्शः--सान्तदीपयाष्छाव्या--शन्न के दोनों तरफ fee 
होने से सुख द्वारा चूपण करते हैं किन्तु अलाड एकमुखी 
होने से उसके भीतर ठीपादिज्वलन क्रिया द्वारा भीतरी प्राण- 
वायु ( Oxygen ) जलाकर श्रून्यस्थान उत्पन्न किया जाता ह । 
ASA FIGS मवेच्छुद AMET MATA | अये 
सिदार्थकच्छिद्र gaat उचुकाकृति ॥ स्याद्‌ दादयादुला$रावूनाहे 
SEMA | चतुर््यङ्कुडत्तान्या दीप्वाधन्त ease ॥ 
अन्यच्च--विषागं व्वेतगोरिग्दुचक्र त्तप्तादुलळावनन्‌। Pras पिचुः 
af योज्यं वातञुतेऽ्जि ॥ अष्टादुल्परिणाहा चतुरदुलनाल- 
सन्मिता ससुद्धी । इ"गर्दाल्प्तिवनः ष्ठा रकावसेचनेऽलाट ॥ 
जलसासामायुरिति जलायुकाः, जलमासामोक- 
इत्ति जलौकसः॥ ६ ॥ 
जळ ही हे आयु (जीवन) जिनका उन्हें "जलायुका? 
कहते दें । अथवा जळ ही ओक ( निवासस्थान ) ह॒ जिनका 
उन्ह 'जलोकाएँ? कहते ह ॥ ९॥ 
ता छादश, तासां सविषाः पटू, तावत्य एव 
निर्विषाः ॥ १० ॥ 
ये जलौोकाएँ-- वारह प्रकार की ली 
होती हैं तथा उतनी ही अर्थाद्‌ ६ निविप होती ह 


es ae 


होती हैं उनमें ६ लविप 
got 
तत्र, सविपाः-कृष्णा कुश अलगर्दा इन्द्रायुघा 
सासुद्रिका गोचन्दना चेति | ताछु, अखनचूरवर्णा 
पृथुशिरा:-कृष्णा। वर्मिमत्स्यत्रदायता छिन्नोन्नतकृक्ति:- 
कुरा | रोमशा महापार्श्वा कृष्णमुली-अलगर्दा | 
इन्द्रायुववदूध्वेराजिमिश्चित्रिता-इन्द्रायुघा | इपदसितः 
पीतिका विचित्रपुप्पळूृतिचित्रा-सासुद्रिका रका । गोइपगबढ़- 
घोभागे दविधाभृताकृतिरणुमुखी-गोचन्दनेति चन्दनेति, ताभिदे 
पुरुपे दंशे वयधुरविमात्रं करइमूर्च्डा SU दादश 


न्स 
८% 


४४ 


सुश्रुतर्सहिता | 


NE SONY OE HOO OE 
PLP PDPAL DLL PLL PPLE POLL OL OP LL LLL LL 


PT 


ae सढनमिति लिड्डानि भवन्ति। तत्र सडागद' पा- 
नालेपननस्यकर्मादिपूपयोज्यः | इन्द्रायुधादष्टससाध्यम्‌। 
इत्येताः सविपाः सचिकित्सिता व्याख्याताः ॥ ११॥ 
इनमें विष वाली जरोफाएँ-छूप्णा, FA, अलगर्ग, इग्डा- 
थुधा, सामुद्रिका और गोचन्व्चाचे है । उनमे से अजन 
( कृष्णाञ्जन ) के चूर्ण के समान काळे चणे वाळी तथा पडे 
दिर वाळी 'कृष्णाः होती है? । वर्मी aget की तरह लम्बी तथा 
उदर पर उभरी हुई रेजाओ घाली “र होती दे। शरीर पर 
रोम चाली, महापार्या और काले Ba छी “अळया? होती ह । 
इन्द्र के धज्ञुप ळे र्ठ की तरह चित्र विचित्र-रेसाओं से युक्त 
८इन्द्रायुधाः होती है। इछ काळी तया पोली बिन्डुओं से युक्त 
तथा अनेक अकार के पुप्प के समान आकृति ( स्वरूप) से 
चित्रित 'सासुद्रिकाः होती हे । घेळ के gaa (अण्ड) की 
तरह अधोभाग मे द्विधाभूत ( डो भागों ने अलग परन्तु जुडी 
हुईं ) आकृति (eer) वाळी तथा छोटे सुव वाळी गोच- 
नदना? होती दे । इन जोरों से छाट रेने पर उस सनुष्य के 
दंरास्थान पर सूजन, अविक मात्रा से खुजली, चेहोशी, ज्वर, 
दाह, वमन, नशा और थकावट थे TIN उत्पत होते इ । ऐसी 
स्थिति स “महागढ' amas ओपधि को पीने, आलेप करने 
और नस्य आढि कर्म में प्रयुक्त करनी चाहिये। 'इन्द्रायुधा? 
नामक जलौका से काटा हुआ रोगी असाध्य होता ह! इस 
प्रकार इन विपयुक्त जळोकाओ तथा gaat चिझित्सा का 
व्याख्यान कर दिया है ॥ ११॥ 
विमर्शः--महागठ औषध का वर्णन इस ग्रन्थ के ‘Sera 
में 'सर्पदशविपचिकित्तितः अध्याय से कर Bark जसे-- 
त्रिवृद्दिशल्ये मधुक हरिद्रे रक्ता stat cana वर्ग । कडत्रिकविन 
विचूणिंतानि 2a निडध्यान्मधुसुतानि ॥ 
अथ निविषा:--कपिला fea शट्टुसुखी 
सूपिका पुण्डरीकमुखी सावरिका चेति। तत्र, अन'- 
शिलारज़िताभ्यामिव पार्श्वाभ्यां परछे स्निग्धमुद्ववर्गा- 
कपिला । किद्चिद्रक्ता gana पिङ्ञाऽऽशुगा च~ 
पिड्लला | यकृद्वर्णा शीघपायिनी दीर्घेतीच्णमुखी-शट्ट 
सुखी | मूपिकाकृतिवर्णाडनिष्टयन्था च-सूविका | ae 
वर्णा पुरडरीकतुल्यवक्त्रा-पुरडरीकमुखी । त्तिग्था 
पद्मपत्रवर्णाउ्टादशाइुलप्रमाणा-सावरिका । सा च 
पश्वर्थ | इत्येता अविपा व्याख्याता. ॥ १२ ॥ 


के समान रद वाळी और age age रूग्बी 'सावरिका? जोक 
होती दे पशुओं के दूपित रक्त को निकाळने के लिये इसका 
उपयोग होता है। इस तरद इन निर्विप जछीक्राओं का च्या" 
रयान क्रिया गया है ॥ १२॥ 

विसी: छालऱरदे ari यवा-सर्वालाश्न पर प्रमा” 
णगण्ादआउ नि, तन चलु'पद्रपटदधुरग नृषु TAL गजवाजिण- 
परा । तासु नुऊमारास्ततुचचोषरपल्रिरस्का TET RAMA खिय । 
विपरीता पुनासोऽअचन्द्ाद्वतिपुरोङ्ताश्च। va बहुदोपेपु चिरो- 
त्वितेषु चामयेपु पुमासो योजयितव्या , छियो निपरीतेपु 1 


तासां यवनपारड्यसह्यपौतनादीनि Baris | तेषु 
महाशरीरा बलबत्यः शीघ्रपायिन्यो महाशना निर्वि- 
पाश्च विशेषणु भवन्ति ॥ १३ ॥ 
उन जलौकाओं के यवन, पाण्ठ्य, खदा और पौतन आदि 
नेत्र । इन क्षेत्रो से वडे शरीर बाळी, वल्वान , शीघ्र रक्त 


पीने वाळी, अधिक खाने चाली तथा विशेष कर निर्विष जलो- 
काणं होती ह ॥ ५३॥ 


विसर्श--यवन देण से qe emt, पाण्ठ्य देश से 
मद्रास तान्त फे चोरठ प्रदेश का नेऋत्य भाग कन्धोजादक्षनागे 
तु रन्द्रन्थाञ्च पश्चिम । पाण्ल्यडलो स्ट्ञानि ' मराशूरत्वकारक ॥ 
सघ से नमंटा-तीरचत्ति पर्वतीय भाग तथा पौनन से मथुरा 
(पूतनाया रद पांननन्‌ ) का अहण होता ह । 

तत्र, सविपमत्त्यकीटदहुंरमूत्रपुरीपकोथजाताः 

~ ~ ~ c नझुसुदसो 
कलुपेष्वम्सस्सु च सबिपा: । पद्मोत्पलनलिनकुसुद्सो- 
गन्धिककडुबलयपुरडरीकशेवरलकोथजाता  विमलेष्व- 
arg च निविपाः॥ १४॥ 

_ इन देशों गें जहा विपयुक्त मत्स्य, कीडे और Hew के सूत्र 
आर मल की सडन होती दृचहातथा कलुपित (त्ृण-पर्ण दूपित) 
जल से ret ( कृष्णा, ager आदि ६) जळकाएं पदा होती 
ह। पद्म ( किज्चित्वेत कसछ ), उत्पल (tesa ), नलिन 
( रक्तकमळ ), कुसुद ( रक्त्म भेद ), सौगन्धिक ( सुग- 
न्थिकमळ ), grea ( रक्तकसल सेड), पुण्डरीक ( श्वेत 
कमळ ) और झेवळ (काई) इनके कोथ सें तथा निर्मळ 
जळ में निर्विष (after, पिङ्गला आदि) जलोकाएं उत्पन्न 
होती है ॥ १२॥ 

सवति चात्र 
चेतरेषु विचरन्त्येताः सलिलाढ-यसुगन्धिषु | 
€ - 
न च सङ्कीणचारिएयो न च पङकशया. सुखा:॥१५॥ 
ये विपरहित जळाकाएं गहरे तथा सुगन्धित पानी वाळे 
जछाशयों म॑ रहती है | सङ्कीर्ण स्थानों से नहीं घूमती हे अथवा 
सङ्कीर्ण (BIS ) पदार्थो को नही खाती है तथा कीचड चाळे 
स्थान से भी निवास नही करती ह ॥ १५॥ 
<_< झन्येव AS 
तासा प्रहणमाद्रे TANT, अन्यैर्वा श्रयोगेगेहीयात|।१६॥ 
इन जलोकाञ को गीले चमड़े से पकडे अथवा अन्य प्रयोग 
( विधि ) से अर्थात्‌ सद्योहत प्राणी की माँसपेशी पर सक्खन, 
घी और दुग्ध ळ्या कर इनके सुख की तरफ रखने से वे इसे 


४६ संहितं | 


2 


ठीक तरह से वमन करानी चाहिये । Galea stl को 'इन्द- 
मद? नाम की असाध्य व्याधि हो जाती हे॥ २२॥ 
विमश--इन्ह्रमठ? रोग को 'वाग्मट' ने'रक्तमत्ताः' नाम से 
लिखा है। ता अप्पसम्वग्यमनात. प्रतत च निपावनात | a 
सलिल प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत,॥ एक वार = 
सात दिन तक पुन' रक्तावसेचन के लिये प्रयुक्त! करनी 
चाहिये। “सप्तरात्र च ता पुनर्न पातयेत ! (अ० सङ्ग्रह ) | 
शोणितस्य च योगायोगानवेच्य शतधौतघृताभ्यङ्ग 
स्तत्पिचुधारणं वा, जलौकोत्रणान्‌ मधुनाऽवघट्टयेत्‌ | 
शीताभिरद्भिश्च परिपेचयेदू वध्नीत बा, जणं कपायस- 
घुरस्निग्वशीतेश्व प्रदेहैः प्रदिद्यादिति ॥ २३ ॥ 
का योग (सम्यक्‌ खाव) तथा अयोग (हीन, 
हो. मति खाच र विचार करके तदनुसार शतधीत छत 
का अभ्यङ्ग अथवा 'शतधौतः घृत में आप्छुत fig ( रुई ) के 
द्वारा जलौका कृत घण का उपचार करना चाहिये । अथवा 
जलौका-त्रणों पर शहठ से घर्षण करके शीतळ जळ से सेचन 
करना चाहिये । अथवा बणों पर पट्ट-चन्धन कर देना चाहिये 
अथवा कपाय, मधुर, fara और शीत पदार्थो का लेप कर 
देना चाहिये ॥ २३॥ 
विमरर--रक्तत्रावणयोगायोगविचार-पल्टोपप्रमाणाद्द विशु- 
द्वया रुधिरस्य वा । रुधिर खावयेऱ्जन्तोराशयं प्रसमीक्ष्य वा ॥ 
( चरक )। अशुद्धी खावयेदशान्‌ हरिद्रायडमाक्षिकै । ( वाग्भट )। 
रक्तातिल्राव-जोक के सिर में छोटी छोटी अन्थियां होती हैं 
जिनसे रख निकलता हे और उस रस में 07०0७ नामक 
रव्य होता है यह दव्य रक्त की जमने की शक्ति को कम कर 
देता है जोक के दशन करते समय यह रस लाला के साथ बण 
में पहुचता रहता है। 
भवति चात्र-- 
नेत्राणि ग्रहणं जातीः पोषणं सावचारणम्‌ | 
जलौकसाञ् यो वेत्ति तत्साध्यान्‌ स जयेदू गदान्‌।।२४॥ 


इति सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थाने जलौकाऽवचार- 
णीयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


BE 


जलौकाओं के रहने योग्य देश, उनके ग्रहण (पकडने) की 
विवि, जाति, उनके पोषण का तरीका तथा उनको दूपित 
स्थान पर लगाने की विधि ( अवचारण ) जो वेद्य जानता हो 


वह जलौकासाध्य रोगों को टीक कर सकता दे ॥ २४॥ 


विमत्री--जॉक लगाने में आवश्यक वातें-(१) जॉक लगाने 
के पूर्व उस स्थान पर स्वेढन । (२) जॉक प्रातःकाल में लगावे । 
रक्तजुति की cafe होने से रात्रि या सन्ध्या समय ठीक नहीं 
है। (३) बच्चों में रक्तप्रवृत्ति का भय अधिक रहता हे । अतः 
ध्यान रखें। हड्डी के ऊपर ख्याने से दवाकर खून चन्द कर 
सकते हैं। (४) सिरा, नेत्रपलक, स्तन, शिक्ष, रपण इन सदु 
स्थानों पर जॉक न ल्गार्वे। (५) २ वर्ष तक की आयु सें १ जोक, 
युवा के लिये ६ से ५० तक, किन्तु ज्यादा जंक न मिले तो 


= dg के पास सूई से छेद कर देने पर पिया हुआ रक्त 
निकलता रहता हे जिससे उसे निचोट कर पुनः लगाने को 
जरूरत नहीं पड़ती है । जलीकासाध्यरोंगा वाग्मटे-युल्मा्गवि- 
द्रधिकुष्ठवातरक्तगळामयान्‌ । नेत्ररुग्विपवीसर्पान्‌ शमयन्ति जळी- 
कस ॥ दूषित अन्यियाँ, त्वचा, अस्थि के शोथ, Pnenmoms, 
Plearisy Myocarditis, pericarditis, parotitis, तथा कण, 
मस्तिप्क, मस्तिप्कावरण, यकृत और सन्धि इन के शोथ तथा 
विद्रधि में लाभ करती हे । कनपटी पर जोक लगाने से शिरः- 
शूळ, युदा के पास ळगाने से अश्रोजन्य ङुन्थन, वेदना वन्द 
हो जाती है। 


इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां जळीकावचारणीयो- 
नाम त्रयोद्दोऽध्यायः ॥ १३॥ 
oe IRI 


Jageaitseara: | 


अथातः शोणितवणेनीयमध्यायं.व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव यहां से 'शोणितचर्णनीय? नामक अध्याय का 


व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२॥ 


तत्र पात्चभौतिकस्य चतुर्विधस्य पडूसस्य द्विवि 
घवीय्येस्याष्टवविधवीय्यस्य वाऽनेकगुणस्योपयुक्तस्याहार- 
स्य सम्यकूपरिणतस्य यस्तेजोमूतः सारः TAT: स- 
रस इत्युच्यते | तस्य च हृदयं स्थानं, स हृदयाश्वतुर्वि- 
शतिधमनीरनुप्रविश्योध्वेगा दश दश चाघोगामिन्य- 
ara तियग्गाः get शारीरमहरहस्तर्पयति ware 
घारयति यापयति चाइष्टद्देठुकेन कर्मणा | तस्य शरीर- 
सचुसरतोऽनुमानादू गतिरुपलक्षुयितव्या क्षयबद्धिवेक- 
तेः । तस्मिन्‌ सर्वेशरीरावयवदोषधातुमलाशयानुसा- 
रिणि रसे जिन्ञासा-किमयं सोम्यस्तेजस ? इति । 
अत्रोच्यते-स खळ द्रवानुसारी स्नेहनजीवनतर्पणघार- 
णादिभिविशेपेः सौम्य इत्यवगम्यते ॥ ३॥ 

विवी, जळ, तेज, वायु और आकाश इनसे वने हुये 
तथा पेय, Ga, भचय और भोज्य करके चार प्रकार के शीत 
और son ऐसे द्विविध वीर्य वाले अथवा झीतोप्णस्निग्धरूच्त- 
विशादपिच्छिलम्दुतीचण इन आठ वीर्य वाले किंवा गुरुमन्दादि 


अनेक गुण वाळे और आहार विधि के अनुसार ठीक तरह से 
प्रयुक्त तथा पाचकाम्नि ( पित्त तथा पाचक रसों ) द्वारा पूर्ण 
रूप से पचे हुये आहार का जो तेजोसूत सार भाग है उसे 
“रख? कहते हैं। उसका स्थान हृदय है। वह हृदय से चोवीस 
घमनियो-जैसे-ऊपर जाने वाळी दस, नीचे जाने वाळी दस तथा 
टेढी जाने चाळी चार-में प्रविष्ट हो कर सम्पूर्ण शरीर को रात- 
दिन तृत करता है, वढाता दै, धारित करता हे और यापन करता 
रहता है। इन क्रियाओं में पूर्वजन्म का अदृष्ट (पुण्यादि या भाग्य) 
ही कारण है। क्षय, शुद्धि और विक्ृतियों के कारण शरीर में 


अध्यायः १४ | 


४७' 


परिञ्रमण करने वाले उस रस की गति का अनुमान किया 
जाता है। सम्पूर्ण शरीर के अवयर्वा, दोष, धातु, मळ और 
आशयों में घूमने वाले उस रस के विषय में यह जानने की 
इच्छा होती हे कि वह सौम्य ( जलीय ) तत्त्वात्मक हे अथवा 
तेजस तत्त्वात्मक । इस विपय सें कहते हैं कि-चह दव के 
समान अनुसरण (गति) afte होने से तथा शरीर को स्नेहन, 
जीवन, तर्पण, धारण किये रहने से सौम्य ( जलतत्त्वात्मक 
या कफमय ) है ॥ ३॥ 


विमर्शः--आहार के भेद-आचीनों ने आहार को पञ्चभू- 
तात्मक माना है--पञ्जभूतात्मके देहे आहार. पाञ्रभौतिक । तथा 
द्विविध या अष्टविध वीर्य, पेय-लेह्यादि भेद से चतुर्विध, रस 
भेदेन पड्विध तथा गुणभेद से सात्विक, राजस और तामस, 
अथवा वानस्पतिक आहार और मांसाहार इस तरह सेद्‌ हैं। 
आहार में निम्न गुण होते हे । युए्मन्दहिमर्निग्धइल्गसान्द्रसू- 
दुस्थिरा. iam ससक्ष्मविशदा विंशतिः सतरिपर्यया ॥ आधुनिक 
दृष्टि से-कार्वोददइट्रेट, प्रोटीन, फेट, विटामिन्स, लवण और जल ये 
भोजन के ६ भेद माने है | अथवा शरीर के पूर्ण स्वस्थ रहने के 
लिये भोजन में ये ६ तरह के पदार्थ होना परमावश्यक है। 
सभ्यक्परिणतस्य--आयुर्वेद में भोजन को पचाने के लिये 
पाचकास्ि की कल्पना है और वह पित्त है, इसी को जाठरासि 
नाम दिया है जाठरो भगवानझ्िरीश्वरोऽन्नस्य पाचक । सौह्ष्म्या- 
द्रसानाददानो विवेकतु नैव शक्यते ॥ इस असि का स्थान उद्र 
माना है जैसा कि इसे जाठर , औदयेः, उदये , आदि नाम दिये 
हैं, किन्तु आगे चलकर पक्षाय और आमाशय के मध्य सें 
पित्त को माना है तथा चतुर्विध अज्ञ को पचाता हे । “sar 
दृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वामाशयमध्यस्थ पित्त चचुर्विधमन्नपान पचति, 
इस पित्त को धारण करने वाली कला को ‘fica’ कला 
कहा है । पष्ठी पित्तवरा नाम या कळा परिकीर्तिता! पक्‍्वामाश- 
यमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीतिता ॥ इस तरह यह “पित्तधरा? कला 
या ग्रहणी, ड्यूडिनम (1०५९०० ) है तथा भोजन का 
शेष पाचन इसमें होता है तथा asa पित्ताशय 
(गाळ व्लेडर ) से पित्त और अग्न्याशय (Pancreas) से 
अग्निरस और आन्त्ररस इसी में आकर पाचन का कार्य पूर्ण 
करते हैं । परमस्इम --खाये हुये पदार्थो का शारीर में शोपण 
तथा सात्म्यीकरण होने के लिये अत्यन्त सूक्ष्म होना 
अत्यावश्यक है । इसके लिये प्रथम दांत-चर्वणक्रिया से भोजन 
को पीस (चवा) कर महीन बनाते हे तथा लालारस 
(Salva ), आसादय रस ( Gastric 17०८ ), पित्त, अथिरस 
इनके प्रभाव से चताये हुये भोजन के कण अत्यन्त महीन 
घटकों में परिवर्तित हो जाते हैं । इस तरह पेपण, पाचन और 
शोपण से चचा हुआ कचरा ( fem) मळरूप में गुदद्वार 
से वाहर निकल आते हें । तस्य च हृदय स्थानन-यह परम 
सूच्म रस हृद्य सें केसे पहुचता है? आयुर्वेद में रस का 
स्थान हृदय हूं तथा रस के रक्त ( रज्ित ) होने का स्थान 
'यङ्छरप्लीहा? हे । किन्तु पच्यमानाशय ( हणी, Duode- 
num ) से यह रस यहृत्प्लीहा में केसे पहुचता है? तथा 
वहां से हृद्य में केसे पहुंचता है? इसका विचार किया 
जाता है । रस गतिशील हे यह इसकी परिभाषा 'अहर- 
हः रसति-गच्छुतीति रस» से ही प्रसिद्द है। रस के दो मेद्‌ 


Renn 


"४४/४४/४१०७ 


कर दिये हैं। अन्नपाक से उत्पन्न पोपक रस या अन्नरस या 
आहारम्रसादाख्य रस इसे 'काइल कहते है। दूसरा “स्थायी 
रस? या इसे “घातुरस? (Lymph) कहते है। इन दोनों 
प्रकार के wat का शरीर में रसवाहिनियाँ, ।( Lymph 
veins) रक्तवाहिनियों (Artenese and veins) द्वारा 
चक्रवत्‌ परित्रमण होता रहता हे । सन्तत्या भोज्यधातूना परि- 
वृत्तिस्तु चक्रतत्‌। ( च० चि० ) व्यानेन रसधातुहि विक्षेणेचितक- 
मँणा । युगपत्‌ सर्वतोऽजल् देहे विक्षिप्यते सदा ( च० चि० )1 
eat रसो नि सरति तस्मादेव च सर्वश । सिराभिहंदय चैत्ति 
( भेळसंहिता ) । रसस्तु हृदय याति समानमारुतेरित । रसित. 
पाचितस्तत्र पित्तेनायाति रक्तताम्‌। अथवा--इश्य यकृति aed 
तद्रस शोणित नयेत्‌। MSA | डाक्टरी मत--से आहारम्रसा- 
दाख्य रस का हृदय में पहुंचने का निम्न कम हे । भोजन सें 
कार्वोहाईड्रेटः आदि ६ प्रकार के पदार्थ माने गये हैं उन में 
से मेदोजातीय पदार्थों के रस का शोपण जुद्रान्त्र (Small 
intestine ) सें स्थित ‘wate’ ( ४11! ) द्वारा होकर वह रस 
‘cama ( 015९-5 chyh) सें जाता हे तथा यहां से 
“रसकुल्या? ( Lymphatic ducts में होता हुआ 'अच्ताधरा- 
सिरा? (Sabclavian ४९० ) सें रक्त के साथ मिल जाता है 
तथा 'उत्तरामहासिरा? Superior vena cava) द्वारा हृदय 
( दक्तिणाळिन्द्‌ ) में पहुंच जाता हे | मांसजातीय (९7०६९०४ 

पदार्थ तथा शार्कराजातीय ( Carbohydrates) पदार्थों का 
रस 'प्रतिहारिणीसिरा? ( Portal ४९० ) द्वारा रक्त में मिलकर 
यकृत्‌ में जाता हे । यकृत्‌ से एक शाखा द्वारा “अधरा महा- 
शिरा? ( Inpheror vena cava) सें 'हृदय ( दत्तिः 
णालेन्द ) में चला जाता है। खनिज पदार्थ (Salts) और 
जळ सिरा तथा रसीकावाहिनियों द्वारा हृदय में पहुंचते हैं। 
हृदयाचचतुर्विशतिधमनीरचुप्रवशय-ग्रत्यक्ष शारीर की दृष्टि से 
हृदय से केवळ एक महाधमनी ( Aorta) निकलती हे तथा 
वही हृदय के ऊपर तोरगिका रूप में ( Arch of Aorta) 
हो जाती है। सर्वप्रथम महाधमनी से दो पतली झाखाएं 
निकलती हैं जो हृदय का पोषण करने के कारण हार्दिकी 
धमनियाँ (Coronary arteries) कहलाती है। तोरणिका 
रूप भाग (47० of Aorta ) से तीन वढी शाखाएं निकलती 
हैं। दक्षिण भाग से पहली काण्डमूछा ( 1900015812 
artery) निकलती हे जो कुछ ऊपर जाकर दो भागों में 
विभक्त हो जाती है। इनमें से एक शाखा दाहिनी ऊर्ध्वशाखा 
के पोषणार्थ जिसे “दक्षिण अक्षकाधरा? कहते है तथा दूसरी 
शाखा ग्रीवा के दाहिने भाग में जाकर ग्रीवा और शिर के 
दाहिने भाय का पोषण करती हे जिसे “दक्षिण महामाठृका' 

( Right common carotid ) कहते et तोरणिका धमनी 

की दूसरी शाखा “वामा महामातृका' (Left cammon 

carotid ) धमनी है जो ग्रीवा और दिर के बाएं भाग का 

पोषण करती हे । तोरणिका धमनी की तीसरी शाला 'वामाक्ष 

काधरा? ( Left subclavian artery ) = ait चाई ऊध्वं AAT 

का पोषण करती हे । इस तरह हृदय से दो हत्पोपण धमनियां 

तथा हृदय की महाधमनी के तोरणिका भाग से तीन शालां 
निकलती हैं फिर महाधमनी का अवरोही भाय नीचे वक्त की 

ओर जाता है। प्रायः इस महाघमनी (Aorta) के ayia 


क. RE SEE पा सुत्रतसंहिता , 

OOO INN 
तथा औदरिक भाग से सर्व शरीर के ल्यि करीब छोटी मोटी ५५ छास होती ह । च Fn पट से ही ह की डा 
छुत्तीस avant निकलती है । हृदय से कर्थगा ददा, अथोगा व | होती ह तथा हन कण! की Tle इनके + र = 
ओर aces विर्यग्गा ऐेखा स्पष्ट सामअस्य मत्यक्ष स नहीं होता | रक्षक ( हीसोग्लोबीन णत गा ) shall a eats 

है। अनुमानाद, गति ~य्चपि धसनिग्रों का स्पन्दन पाठ) | लामक प्रोटीन तथा दीमारीन? नामक रद्दच ia 
गरीवा आदि स्थानों में मत्यक्ष Bary देने से रस भी रक्त से | है।यह रद्गदच्य वाढु से आास्सिजनः अरग पा रक द्ध 
मिश्रित होऊ़र या रक्त से परिणत होकर गतिलीळ प्रत्यक्ष | तया रञ्जित covert | अन्वेपण से पता चळा हे करि छाळकणों 
है तथापि अजुमानम्रमाण भो उसकी गति का दटीकरण है। | की उत्यत्ति अस्वियो की “छोटितमळा? (Red marron ) 
शरीर के किसी भाग के क्षीण होने से रसर्गात का-टीनयोग, से होती है। az रकमजा HAE, उरन्फळक, पका और 
शरीर की धद्धि होने से-सम्बग्योग और रारपूर्ण झरीर से था | कृपाळ की अस्थियों = सुपिरसंघात ( Spongy tissue ) 
एुक भाग मे Raft होने से गति फा-अगोग या मिथ्यायोग | से होती ढे। भूज और Pra की नळ्फाम्थिया के विवर 
का अनुमान होता €। क्षिप्यमाण रववेयुण्याद्रत Veta यचच | ( Midulary cavity ) में भो TEAS होती 61 दाशवावस्था 
ai तस्मिन विकार कुरुते @ वर्षमित्र तोयद ॥ जाशया-- | के पश्चात्‌ इन विवरों ये लोहिनमज्ञा का स्थान पीतमञ्ा 
चाताशय, पिचादाय, PAA, THT, AIT, पक्का- | (Yellow marrow) ळे लेती है। TERT की उत्पत्ति 
बाय, सूत्राणय ये सात खीपुरुषों से माच किन्तु खीणाम्मो- | बक्ृप्छीहा से गर्भावस्था ळे सध्यकाछ से जन्म होने के एक 
Tae | सास पूर्य तक हुआ करती हँ तत्पथाच्‌ AS काय रचमळा से 
स खल्वाप्यो रसो यङतप्लीहानो प्राप्य रागमुपैति NAN] आरम्भ होता द । छद अन्वेषणों से यह सिद्ध हो गया द कि 
चह आहार के पाचन से चना हुआ जलतस्व की अधिऊना Wea eta ice lita पडन पर THAT Fr 
रखने चाळा या जळ के समान जीवन तर्पण रूप से झाम्ति | AE! pl आने बाळे रक्त से टीमोग्होविन 
देने चाळा रख ( Chyle) प्रथम चळत और ist मे जाफर प्रमाण अविक पाया जाता ह. (The blood expelled 
गय ( रक्त रूप ) को प्राप्त होता है॥ ४॥ om the spleen 1s specially rch 1m haemoglobin ) 
(hand book of physiology ) आसाजय भी रक्तोत्पत्ति मे 
ones we भाय लेता है। अराध्य घातक पाण्डुरोग मे यकत तथा 
रख्ितास्तेजसा त्वापः शारीररथेच देहिनाम्‌ । आसानय के wat के wake से अच्छा लाभ saves 
अव्यापन्नाः ग्रसन्नेन रक्तमित्वभिधीयते ॥ ५॥ | erga ने तो पहले से ही ऐसे रोगा मे रक्त तथा यडन्सेवन 
देहथारियों के शरीर में रहने वाळे प्रसन्न ( Prag) तेज | की घोपणा कर रसी ह । अनिनिखुतरक्तो वा क्षौद्रयुक्त पिवेदसद, । 
(रक्षक पित्त) से रञ्जित (रखता को आसत gt) तथा | बछडा मक्षयेदाजमाम पित्तसमाधुनन्‌॥ पाश्चात्य विज्ञान अपने 
अव्यापन्न ( अविक्ठव निर्मळ) जो आद्दारम्रसाटारय जलीय | अनुभव द्वारा अब थायुर्चेढ के द्वारा रक्तोत्पत्ति के लिये बताये 
रस है वह रक्त कहा जाता ह ॥ ५ ॥ हुये यकृत, Wa तथा आमाशय इन स्थानों को महत्त्व देने 
विमर्श ~त ने रस ता चदृन्न्ठीहा से रज्ञकपित्त द्वारा | खगा हे] आयुर्वेद की वैज्ञानिकता अत्यन्त प्राचीन और 
रक्त वनना साना हे 1 चरक का भी यही सत ह--तेजो रताना 


अकाव्य हे । 
सर्वेपा मतुजाना यदुच्यते! बित्तोमय स रागेण रसो रक्तवचच्छनि। | रसादेव खिया रक्तं cordial प्रवर्तते । 
(च चि.अ १५) अष्टानहदवकार इसी रक्षकपित को भामागय | तहूर्पाढ द्वादशादर्ध्य याति TNR: क्षयम्‌ ॥ ६। 
में साचते दे। जामाभवाअय दित रजऊ रमरजनाह.। झार | ससे ही Ret से रस-संशक रक निदे होता 
तस्तव गाया CH ॥ इस तरह AAs के सभी 111. वर्ष की आयु के आस-पास नष्ट 
आचार्य रक्षक पिच से ही रर का रद बनना मानते है। स्थान लित बहा ४८ यासि ववाद 
जे विपय म मतभेद अवश्य ह 1 taal मद से रक्त मे Gan तरह सजा से शुक्र की उत्पत्ति होती है तत्‌ कोई | जिस 
दुर्दकयन्त् द्वारा परीक्षा करने पर एज तरळ तथा दूसरा घन | दिम! में शुक्र की बजाय “आर्दकः उत्पन्न रोदा हो ऐसी ल 
भाग दिखाई देता ह । तरळ भाग को रक्त रस ( Plasma) | न करे अत. 'रसादेचः छिखा हे । हतर da और 55 
कहते है। इसका रंग हल्का पीला होता ह तथा इस्से शरीर- | दूरे । निश्चित सतय से दोने से बाव = en) 
पोपऊ पदार्थ, आपिसजन, कार्वन डायाक्साहड, सनिअपदार्थ | तथा गर्भरूपी भावी फळ का द्योतक होने Ne मयीन 
होते ट। घनभाग से तीन तरह के कण होते ह। (४) छाळ- (६ | शुद्धञ्च रक्त पृष्पसश ice sa ene 


रक्त ( Red blood corpuscles B B, 0, ay Erythrocy. त्वात्‌ । जँग्रेजी में s 
४ [त्‌ । अञ्जी से सी “आत्त” को पुष्प ( Flower ) कहने की 
९३ ) (=) व्वेत रक्तऱण (White blood les W $ इ रॉ कक 
tes ) (०) च्वेन रण (White blood corpuscles W B.C.) | जवा हूं। Menstruation, called also menses, period, 


(2) asa रक्तकणिकाण ( Platelets ) लाळरककण समस्त | monthly flow and flowers यह रक्तमय जाव है जो कि 
सघिर के ४० प्रतित्नत होते दे 1 गणना से अतिधन मिलीमीयर | op की युवावस्था के mea तथा गर्भाधान होने का सूचक 


( इंद देख ) सें इनकी संर्या इुरपा स ६० छाख तथा खियों | हा. यह प्रतिमास हुआ करता है किन्तु गर्भस्थिति, दरधपाना-” 


अध्यायः १४ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


४६ 


INTRA RNS 

वस्था, रक्तगुल्म, रक्ताएपता आदि स्थिति में are हो जाता दै। 
१२-५४ वर्ष की आयु से ९५-५० वर्षकी आयु तक होता है 
पश्चात्‌ वन्द हो जाता है इसे-रजोनिदृत्ति मेनोपाज ( Meno 
pause ) कहते हैं । शीत-प्रधान देशों में देर से होता है। चल 
चित्र देखने वाली, गन्दे-अश्डीरू उपन्यास पढ़ने वाळी, तेज 
मिर्च-ससाले तथा अधिक गरिष्ठ और उत्तेजक भोजन करने 
चाळी, पुवं अमीर घर की लड़कियों में रजोदर्शन जल्दी होता 
है। fide और अस्वस्थ में ढेर से होता है। आर्तव दर्शन के 
समय से यौवन के अन्य लक्षण SS स्तनों, गर्भाय, योनि का 
aaa, कामाटि पर वालों का उगना, नितस्व प्रदेश का सोटा 
होना, चेहरे पर रौनक आना तथा हाव-भाव कटाच, मन्द सुस- 
कान आदि उत्पन्न होते हॅ । रजोनिवृत्ति के समय गर्भाशय, 
योनि, वीजग्रन्थियां तथा स्तन Resa लगते हैं। दाढी और 
भूछ के स्थान पर कुछ वालों का उगना, आवाज़ बदलना, 
शारीर का. स्थूल या पतला होना, चेहरे पर कर्कशता आदि 
TIN उत्पन्न होते हैं। बीजकोप का अन्तःस्राव aes हो कर 
थायराइड तथा अधिवृक्क का अन्तः्राव अधिक मात्रा सें रक्त 
में आने से तेज मिजाज, चिडचिडापन, वेचेन, उद्विझचित्त तथा 
कभी कमी कोई aft पागल सी हो जाती है । इसके अतिरिक्त 
शिरोअ्रम, जरीरकरप, Fara, दिल में धड़कन, ऊर्ध्ववात 
( हिक्रा ) तथा सुगी आदि उत्पन्न होते देखे गये हैं । arava 
आर्तव निकलने से पहले गर्भाशय की इळव्मिक्र कळा में रक्त 
अधिक उपचित हो जाता है जिससे गर्भाशय कळा-मोटी, रूदु 
और पिळपिली हो जाती है फिर उस कळा में से रक्त वाहर 


निकल आता है । रक्त निकल जाने पर स्लेप्मिक कला Pes 
कर पूर्वे दशा को प्राप्त होती हे । आर्तवरक्त किञ्चित काले = 
का और धारीय होता दै | उसमें छेन्मिक कला के टुकडे, गर्भा 
दाय अन्थियों का खाच और खरिक के लवण आदि होते हैं । 
प्रतिमास ara तीन से ५ दिन तक और तीन या चार छुटांक 
तक होता है। मासेनोपचितं काले वमनीस्या तदार्तवम्‌ । ईपत्कृष्ण 
frase वायुर्योनिझु नयेत्‌ । ( सुश्रुत ) । मासान्निष्पिच्छदाहा- 
तिपञ्चरात्रालुवन्धि च । नेवातिवहुलात्यल्यमात्तंव झुद्धमादिजेत. ॥ 
( चरक्र ) ।-घश्ष्मकेगप्रतीकाञा बीजरक्तवहा सिराः । गर्भाचय पूर- 
यन्ति मासाद्वीजाय कल्यते ॥ सासिकधर्म के समय डिम्वञ्रन्थि, 
डिम्चम्रणाळियां और योनि अधिक रक्तमय हो जाती हैं । गर्भा- 
शाय का परिमाण भी कुछ वढ जाता हे । आर्तव निकलने के 
दो चार दिन पहले से तथा जत्र तक निकलता रहता है उस 
समय aga सी feat की मानसिक तथा झारीरिक स्थिति में 
भी परिवर्तन हो जाता दे । आलस्य, अरुचि, कमर, कूल्हा और 
पेडूमं भारीपन हो जाता दे । पीनप्रसक्रवदना प्रि्नात्मसुजडि* 
जाम्‌ | नरकामा प्रियकथा aogier । स्फुरङ्भजकुचश्रोणि 
नास्वूरुञवनर्फिचाम्‌ । इर्षोत्सुक्यपराद्वापि विद्याइतुमतीमिति॥ 

( सुश्रुत ) । आत्तवन्नावकारण-रजःखाव का घनिष्ठ सम्बन्ध वीज 

कोप ( Overy के साथ दै । चीजकोप में दो रासायनिक पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं। एक ओइरिट्रन (0८७०) और दूसरा प्रोजे- 

स्टिन ( Progestin) । ओइस्ट्रिन के प्रभाव से गर्भाशय की 

ऋष्मिकता का नाग हो कर रजःाव होता है दूसरा ग्रोजे- 

fea गर्भाशय की कला को गर्भम्रहण योग्य बनाता है तथा 

स्तनों को भी परिषुष्ट करता है। जव गर्भ नही रहता तत्र ate 


७ go 


स्ट्रिन अपना नाइक कार्य करके Sra करता हे । उसके 
नाशकार्य के पश्चात्‌ ग्रोजेस्टिन रचनात्मक कार्य करता हे । इस 
तरह परस्पर विरोधी ये दोनों द्रव्य प्रतिमास नियतसमय में 
अपने २ प्रभाव द्वारा आर्तव चक्र जारी रखते हैं । 
Brad शोणितं त्वाग्नेयमग्नीषोमीयत्वाद्‌ गर्भस्य ॥७॥ 
यद्यपि waa ही रज वनता दै किन्तु वह असियुण प्रधान 


होता हे रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती क्यों कि गर्भ अशि 
और सोम गुण प्रधान होता हे ॥ ७॥ 


पाञ्चभौतिकं त्वपरे जीवरक्तमाहुराचार्य्या: ॥ ८ ॥ 


अन्य आचार्य जीवरक्त ( जीवनपोपक रक्त अथवा जीव = 
चेतनायुक्त रक्त ) को पञ्चमहाभूतों के संयोग से युक्त 
मानते हैं ॥ ८ ॥ 


विस्रता द्रवता रागः स्पन्दनं लघुता तथा | 
भूम्यादीनां गुणा ह्येते इश्यन्ते चात्र शोणिते ॥ ६॥ 
रक्त में विखता-( आमगन्धिता )-शथिवी का गुण, द्ववता- 
जल का गुण, राग ( लालिमा )-तेज का गुण, स्पन्दन-वायु 
का गुण तथा ळघुता-आकारा का गुण स्पष्ट दिखाई देता है अत 
पुव रक्त पाञ्चभौतिक हे ॥९॥ 
रसाद्रक्तं ततो मांस मांसान्मेदः प्रजायते | 
मेदसोऽस्थि ततो मज्जा Usa? शुक्रं तु जायते ॥ १०॥ 
रस से रक, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, 
अस्थि से मज्ञा तथा मजा से शुक्र उत्पन्न होता है ॥ १०॥ 


विमर्श--इस 'छोक सें रस-रक्ताटि धातुओं की उत्पत्ति का 
क्रम अथवा पोषण क्रम बताया गया हे । धातुओं के पोषण के 
लिये क्षीरदयिन्याय, केदारकुल्यान्याय तथा खळे कपोतिका- 
न्याय ऐसे तीन वाद प्रचलित हैं । (१) क्षीरठभिन्याय के अचु 
सार जैसे समग्र दुग्ध से दधि तथा दधि से मक्खन, मक्खन 
से घृत और छत से इतमण्ड चनता हे उसी अकार समग्र 
आहार रस से रक्त और रक्त से मांस आदि क्रम से उत्पन्न होते 
६ । अतः इसे “क्रम परिणाम पत्त? भी कहते हैं। यह कम निन्न 
sagan दे । yeasts. सव मिथन्ते घातवस्िषा । 
अर्थाव-अल्येक घातु के धात्वभिद्दारा पाक होने पर स्थूल, 


ऐसे ३ भाग हो जाते हे । स्र” 


सूच्म आर मळ 
eqeisn GRETA याति ae । स्वाभिमि. 


पच्यमानेष ae: we रसादिपु। न शुक्रे पच्यमानेऽपि 
हेमनीवाक्षये मल ॥ भोजन किये हुये अन्न का पाक होने पर 
मल रूप में विष्ठा और मूत्र तथा सार भाग रस होता है, इसे 


पोषक रस या काइछ ( Chyle ) कहते है। इस रस का पाचन 


होने जोर मळभाग कफ 
होने पर स्थूल भाग रस, सूच्म भाग रक्त 
ड रता को पोष्यरस at Plasma 


होता हे । इस स्थूळ रस 
कहते हैं । इसी तरह रक्त का पाचन होने से स्थूळ भाग रक्त, 
सूच्म भाग मास तथा ASAT पित्त चनता है। मांस का 
पाचन होनेसे VIS भाग मास, सूच्ससाग मेद तथा ASST म 
नासा, कर्ण और नेत्र के मळ उत्पन्न होते हैं. मेद का पाचन 
होने से स्थूळ भाग मेद, सूच भाग अस्थि तथा मळ भाग स्वेट 
बनता हे। अस्थि के पाचन से स्थूळ भाग अस्थि, सूच्म भाय 


Yo 


PLLLOPEL ALL LDAP LP PLP PD PLL PAA LAA 


सत्रतसंहिता | 


rer 


PPPS 


PP PPL PPL PPP PP IANS 


मजा और सळ भाग केश, लोम तथा व्मश्नु उत्पन्न होते हैं 1 | sae कण्टरा भिरा। मासाइसात्वचः पट च मेटस' लाइुसन्वय ॥ 


सजा के पाचन से स्यूळ भाग मज्या, सूचम भाग दीर तथा 
मळ भाग शादो का AST क्षौर चमे छा स्नेह बनता ह । शुक्र 
के पाचन से स्थूछ भाग शुक्र सूच्म भाग ओज बनता दे किन्तु 
मळ भाग नहीं वनता है जसे Be सोने को तपाने से मळ नहीं 
बनता । sees में चातुओं के मलों की उत्पत्ति में ओज को शुक्र 
का सळ माना हे कण पित्त मळ, सपु प्रस्वेदो नखरोम च। 
न्नेहोऽक्षित्र्धिघामोळो वानुना जमलो मछा ॥ (२) केटारङल्या- 
न्याय--का नत दे क्रि जैसे जळळी नालियों से वयीचे या नहर 
के जळ से खेतका समीपवर्ती भाग साचा जाता ह तत्पश्चात्‌ 
उसी जळ मे दूरवर्ती साग, वेमे ही आहार रस से मयस रक्त 
पोषित होता है पद्मात्‌ मांस, मेंट आदि । अर्थात्‌ आहार रस 
प्रथम रक्त मे जाता ह और रक्त अपने समान भाग को रस से 
HEN कर रेता दे, पश्चात्‌ वही रख सास मे जाता दे और मांस 
उससे अपने समान बंग को अहण कर रेता हे। ऐसे इस 
पक्ष से आहार रस ही सर्च धातुओं का पोपण करता ह। 
(3) खले कपोतितान्याऽमका ade कि जैसे खलिद्दान मे क्वतर 
दूर था समीप के स्थानों से पहुचते हैं. तद्वत आहार रस faz 
fra छोतसाँ के हारा धातुओं का पोषण चीर या देरी से 
करता हं! प्रथम पक्ष रळ सम्मत है Aas यथास्वेन धातु 
grat तुना । द्वितीय पक्ष तत्रुत सम्मत दै ' उरण Saar 
wae: ग्रीएयित। तृतीच पक्ष द्वितीय क समान ही हे! 
are ने Sie टीका से पक चौथा पक्ष माना इ जो 
म्ळजाळ IT पक्ष कहलाता दै। इसका और eat मत 
की घानुपोषग कटपना मिळती जुछती है। जो भी हम अन्न 
खाते हैं उसमें शरीर के धातुओं के पोषण के उपयोगी सर्व 
पदार्थ रहने हैं। अन्न का पाचकरसों द्वारा पाचन हो कर जो 
रस बनता है sem आन्त्रस्थ रसाङ्करो तथा सिरा द्वारा शोषण 
हो कर हृदय में पहुचता ह नया हृदय से उसके ugha होने 
से एक साथ समस्त घरीर म भहाघमनी की stra > 
( स्कनिश्रित रस ) से अपने पोषण योग्य अंग का ग्रहण कर 
लेते द! उष्टद्रलंयर सें यही कल्पना वर्णित दे । 'एडमन्नरस एव 
साक्षाद Sais sass आाठमेडेन cones न | 
sae) oS ofr इति 1 चरक 
मानता है “पुष्यन्ति bs sist ती Sure 
जामि आयुर्वेद ने रम-रकादि सात घातुएं मानी हॅ किन्तु 
पाश्चात्यो ने क्त्रळ चार ही धातु माने हैं। (१) नासणठ को 
wee les. ( Muscular tissue ) eq = 1 इसमें सङ्कोच 
ऑर प्रसार करच का शुण ह जिससे गरीर मे गति होती दे । 
(>) आच्दादकनु ( Epitheluol ४७०८) से शरीर की चाह्य- 
त्वचा, CHP नथा आयो के बाह्य और आन्तरिक 
आवरण चन SAE | (३) सवोनक्रशनु ( Connective tissue ) 
शारीर के विभिन्न अद्रो करा संयोग और वन्धन करती ह इसके 
रक्त, दन्नकवच, अस्थि, तरगास्वि, ख्लीकाधात (Lympho 
70 ७५५०९ ), मेट, स्थितिस्थापक ar (Blache gene ) 
वान्तव arg ( Fibrous tise) थ उपपत हैं। रक्त और शुक्र 
को Geet आयुर्वेदिक धातुओं का इमी में अन्तर्धान होता है। 


Saaz »s ao उपघानुएं गई Las 
जायुवद से भी उपघातुएं मानी गई है । रसाद लन्य तथा Cee 


रस से स्तन्य तथा आर्तवर्क्त, रक्त से कण्डरा तथा शिराएं, 
मांस से वसा और छ खचाएँ तथा मेद से जरायु और सन्धियां 
थे उपधातु्े होती हे | वातवाछु ( Nerveustisme ) में मस्तिप्क 
(Bram ), सुपुन्ना ( 8074) cord) तथा दोनों से उत्पन्न 
चात सूत्र (Nerves) इसी धातु से वने el पाश्चात्य लोग 
शरीर को अनेक प्रकार की सेलो से वना मानते हैँ जसे AS 
मकान । आयुर्वेद ने भी दारीर की बनावट में सेल की जगह 
पर असंख्य परमाणु स्वरूप घरीर के अवयव माने है “शरौरा- 
aa परमाणुमेंटेनापरिसस्थेया भवन्त्यतिवष्ठत्वादतिसतौक्म्या= 
टतीन्ट्रियलाच | च० ele अ० ७। प्राचीन समय में ये परमाणु 
स्वरूप शरीरावयव अतीन्द्रिय थे किन्तु वर्तमान विज्ञान ने 
“वूच्मदुर्गकयन्त्रः द्वारा इन्हें दश्य कर दिया द । एक प्रकार 
के सेल के समूह को जिसका कि विगिष्ट कार्य हो, धाद 
(Tissue ) कहते हैं। इनके चार मेद ऊपर कह दिये हैं । 

तत्रैषां सर्वधातूनामन्नपानरसः श्रीणयिता ॥ ११॥ 

इन सर्व प्रकार की धातुओं को अन्न और पान से उत्पन्न 

रस तर्पित करता हे ॥ ११॥ 
है विमर्ण'--पाचन से उत्पन्न आहाररस (Chyle) कहा जाता 
है तथा यदद पोपक रस ह। रक्त जब सूच्म केशिकाओं में 
पहुचता द तव केगिकाओं की अत्यन्त .सूच्म दीवारों में से 
यह निकल जाता ह इसे पोष्यरस था रक्तरस या प्टाज्मा 
( Plasma ) कहते इं । इससे अन्य रक्तादि aaa का पोषण 
होता है । तथा इस रक्तरस की क्षीणशक्ति को आहारजन्य रस 
पूर्ण करता ह अत एव आहार रस ही झुख्यतया सर्व घातुओं 
का पोपक ह! 

रसजं पुरुषं विद्याद्रसं रत्तेत्मयन्नतः | 

अच्नात्पानाश्च मतिमानाचाराज्ञाप्यतन्द्रितः ॥ १२॥ 

fet पुरुष को रस से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिये इस 
fea मतिमान मनुष्य सावधान होकर अन्न, पान और आचार 
पाठन से रस की रक्षा करे ॥ १२ ॥ 


तत्र 'रसः गवौ धातुः, अहरदर्गेच्छुतीत्यतो रसः ॥ 
त्यर्थक TH घातु से रस ses चना है। रात्रिन्दिव लो 
गतिदीळ हो उसे रस कहते eu १३॥ 
स खळ त्रीणि त्रीणि कलासहस्राणि पञ्चदश च 
एकेकस्मिन्‌ नि प 
कला एके घाताषबतिष्ठते । एवं मासेन रसः 
शुक्रीभवति sor चात्तेबम्‌ ॥ १४॥ 
भवति चात्र- 
अष्टादशसहस्राणि सङ्कथा हास्मिन्‌ समुझये ।, 
कलानां नवतिः श्रोता स्वतन्त्रपरतन्त्रथोः ॥ १५ ॥ 
यह रस २०१५ कळा क एक धातु में ठहरता दै! 
मकार एक महीने से रम पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों मे आंच 
के रुप में परिणत होता है इस रस से शुक्र बनने के समुच्चय 


में इस तंत्र तथा अन्त तंत्रं के अनुसार १८०९० कळा समय 
गता ह ॥ १४-१५ ॥ 


निस्शः--घुश्रुत ने रस से छुक्र का निर्माण एक भास मं 


Se: १४ ] 


PR PALL: OPA A ORL LPL PL LLL PL LLL” PPAR FT SF बन" 


साना दे। भोजन का पाचन होंकर आहार रस तथा आहार 
WS घानु न्स पुक ही fia में पेद a जावा = fea फिर 
ras घानु के लिये पांच पाँच दिन लगते हैं । झगर के भीतर 
के घातु निर्माग की विधि नेत्रां से दशय नहीं होने से इस 


दिपय क्त fis मत से 
CEE नेक सतमतान्तर Were क्सी के मत से 
व्यहार रस द्वारा fs £ 
Sak रस द्वारा धानुनिमाग दन स, कछु ६ fa स; 
Me दिन ao = De केनिदाहरदो: ee 
Zz ५७ दिन 4, = डिन में भान 1 कविदाहरदा- 
खळाळ पडदादपरे परे । मादेन यानि शझुक्रत्दमन्न पान्त्र्मादिनि. ॥ 

> घटिम, केिटहोगाओ: केचित सदसे च 


EE ह... oferta Sant आदारोउ्य ae २० 
Bast Weal रतवत्य OR ॥ ( चरके ) आदातोउ्यननो यः स 
क स्त निदच्छति NN. sas Soe Pe oe माठनारमापि ~ 
उदा CS चिचच्छाव | घातने वृवाळाद चतय | ASTRO ॥ 


pee ek Fe 

1 ida FALL ASH आुत््लानेति 
Tr Fae Tae TT 
Fil सप्तराजिंग झुद्यन्ति मदुम्यन्तिच पातवः॥ (दागाग्मग:)। आ- 


घातो की उत्पति का निश्चित समय वताना 


~ जॉ हू 


कठिन द किन्तु आवश्यकतानुसार अतिदिन इन घातुओं की 
Fe होती ra रहती ey oe SI wi 

suid हाता रहता al ae का भा यही अभिप्राय द्दा 

faa मोज्यगतना > Geared Lo oe अविश्रान्ना ~ 

सदनया नजला पारवाचन्ल ASS STS Fea 

चनक waft भावनिक मडळ नया चरक मंत a Deer 

तूला सवात । latte तथा चरक Ad हा प्रगर ears 

as CY 

देता दे नया काद्वार-रेस BN में र के साथ सवधानुओं धातुओं 
प्रतिक > बटतल + 3. at Fe आ wee 

प्रतिक्षत WAL रहता ह आर काव करत रहन A प्रत्यक 


घालु के सेल yaya में नष्ट दोते रहते द तथा उन क्षीज हुये 
धातु सेछों की पूर्ति रख द्वारा अपने समानांश से अ्तिक्षण 
ga करती दे 1 अतः १ दिन, 5 दिन, ७ दिन था ८ 
दिन था माझ नर का कथन कोई महत्व नहीं रखता। ATT 


बह कचव रक रख से दा बनता 
द यह रमसन्नेक रक्त एक साख 


फुर 
P| 
al 
~ 
2 
a 
|p 3 
a) 
| 4 
| 
u cy 
a 
4 
¢ 
tls 


marrage विरेषेगानुवाव- 


केरलम्‌ 1 १६॥ 


विनमा--अब्द ( श््वनि ) Sand 
सोर Sea की चमता रखने दै 
सकता =! Tara 'ठारीरकार्वविज्ञानानुसार 
Pilterstios. osmosis Dialysi और Diffasion 


विधियों द्वारा होता दे se टीकाकार shea से रख 
का घमनागत अवाह, अच्टसन्तान से खिरागत प्रवाद, कौर 
जव्सन्यन से खोवसगत अवाह मानते ढें। स्तपरित्रमण 


( Blood cereulation ) का पना ‘gra नामक वैज्ञानिक ने 
१६३८ में ळ्याचा था। रस या रक्त का स्थान हृदय है 
तया हृदय क सङ्कोच से रक्त वडे वेग से वुढदमनी में अवेद 
कर उसकी विभिन्न दालाओों द्वारा समन्त बरार में Sear 


a 


सृत्रस्थानम्‌ | 


ue 
है। घमनी से रक्त घमनिका तथा केमिकाओं ( Capillaries) 
में जाता है तथा उनकी दीवारों से प्रागवाय व पोष्य रस 
चकर अङ्ग प्रत्यङ्ग पोषित दाता फिर केशिकाओं के मिलने 
से Rare बनती हैं जिनसे रक्त वापस कदय की ओर आता 
सर अन्त में अघोगा महाजिरा तथा seam महागिरा द्वारा 
नीचे तथा उपर गया इता रक्त वापस हृदय के दक्षिगालिन्द 
(5 3.) में जा जाता ह। Bia fra खचस 
an । सिंगनिईदयक्रति ere ean किग ॥ (मेड्संदिता)। 


हृदय के दक्षिण fier से रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने जाता 
तथा Seat से वापस सिराओं द्वारा हृदय के वामालिन्द 
आकर वामनिल्य में होता हुआ वृहद्दमनी में जाकर समस्त 
दारीर में त्रमग करता रहता है। Ue वार के रक्तपरिश्रमण 
में अनुमानतः ५५ सेकण्ड रूगते हैं । गरीर में चार प्रकार के 
रक्त परित्रमग माने गये दे 1 (१ arti रक्तपरित्रमण 
( General blood Cerculation ) ( २ ) फंॉनल्क्रसीय रक्तपरित्र- 
मज ( Palmonary blood cerculation) (३) वक्त. Tae 
Sazq ( Portal cerculation ) ( 2 ) वक्टीय रक्ततंवददन 
(Renal cerculation)| आयुवद में tasitas वायु (Oxygen) 
तथा उसका नामि से हत्कमळान्तर 
(aaa) में जाना आर वहां से कण्ठ द्वारा बाहर fare 
कर विष्णुपदास्न ( Oxygen) पान ( अहण ) कर पुनः wie 
के अखिल देह को वृत्त करना तथा जटरानळ को अदीसत करना 
साना हे । नामिस्य- Waa. स्ववा हमळान्तरम्‌। कण्ठाडदि 
विनिर्माति ori विध्युयदाद्तर] पीत्वा चाम्टरपीयूषं पुनरायाति 
चेगनः । daa देटमग्हिठें जीवयज्‌ जठरानल (aac) 
मेने इस श्लोक में अत्यच ee चारीराधार से निम्न परिवर्तन 
किया है । देदल्यो दूषितो वाजु Dea हत्कमठान्तन्‌। TTT 
न्या वहियाँति od विश्युयदाइतन॥ आयुर्वेद ने Set को 


~ =~ 


t 4 my a 


era रतवाटिन्यश्च वमन्य. 
इस वर्गन से प्राण ( 07४९० ) के चाइक दो aE! ये 
= का 


दो छोतस दोनो AAA, या ठोनों BAIA जाने 


द्विधाविभक्त श्रासनलिका ( Trachea), अथवा दोनों फेफड़े, 
कौन से ल्यि जाँच! तो Sas ही अहण करना अधिक प्रदास्त 
है क्योकि इन दोनों का सूळ हृदय अथवा हृदय से फफडों में 
चानेव्राळी दोनों धमनियाँ (Palmonary Arteries) तथा 
mate श्वासनल्त्रां होती दे । to हगिपरयत्न 
फुफ्फुसींच य धमनियों को लेते हँ 
अशुद्ध रक्त फेफड़ों को छाती 
इसलिये दोनों फेफडा से मण 
हृदय की ओर जानेताळी 
तो अविक युकिङ्गव द व्याकरि 
इनका मूळ हृदय भी a 


क ग्ठनळिका ठ्‌ 
जो ade दा Giaa स दाना 


थे हृदय से सम्बन्धित 


ara दे तथा Worse 
(0) क वाहक दोनों (2707८ ) को अहण fez क्न्तु 
इनका सूळ हदय होता नहीं अतः ्राणवाहक स्रवसू दाना 


फुप्फुस अथवा दोनों Seat ख जञानेत्राळी लिराए ही सब 


~ 


श्र 
RR bo os i nd ना 
करना अधिक प्रशस्त दै। इस तरह आयुर्वेद ने रक्त्युद्धि के 
साथ फुफ्फुस का सम्बन्ध स्थापित किया हे हालां कि स्पष्ट 
निदेश नही हे । 
वाज्ीकरण्चस्त्रोषघयः स्ववलगुणोत्कर्षाद्विरेचनव- 
दुपयुक्ताः शुक्रं शीघं विरेचयन्ति ॥ १७॥ 
वाजीकरण ओपधियाँ अपने अभाव से विरेक ओपधियां 
की तरह झुक्र का शीघ्र विरेचन करती हैं ॥ 49 0 


विमत्ीः--प्रथम कह आये हैं कि ५ मास में शुक्र वनता ह 
अतः उसका यह अपवाद हे कि eg ओपधियां पादलेप, 
स्पर्श आदि प्रभाव से तथा कुछ दुग्ध, घृत आदि स्वगुणोत्कर् 
से एवं सापादि sas तथा स्वगुणोत्कर्प दोनों कारणों से 
शीघ्र ही आहार रस से ge का gen में विरेचन 
(आदुभाव ) करती हैं। ्राय- बरोत्यहोरात्राद. कर्मान्यदपि 
मेपनन्‌ । ( वाग्मट ) किळिदतेन see वर्मे वीर्येण चापरन्‌। द्रव्य 
ata ada प्रमावेग च विग्न ॥ रसेन चौर्येण gia कर्म द्रब्य 
Raa च यद्विदव्याठ.। सं्योऽन्यथा तत्रते TAT 
न गोअरोऽस्ति ॥ { अ० Go ) | 


यथा हि पुष्पमुङुलस्थो गन्धो न शक्यमिद्ास्तीति 
वक्तुमथो नैवा (नेव चा)स्वीति; अथवाऽ(च)स्ति, सतां 
भावानामसिव्यक्तिरिति छ(न्ना)ला; केवलं सौच्म्यान्ना- 
सिव्यब्यते; स पत पुष्पे विद्वतपत्रकेशरे कालान्तरेणा- 
भिव्यक्ति गच्छति; खं वालानामपि वयःपरिणामाच्छु- 
क्रप्रादुर्भातों भवति, रोमराज्यादयश्च विशेषा चारीणाम्‌। 
रजसि चोपचीयमाने शनेः शनेः स्तनगर्भाशययोन्य- 
मिद्द्धिभंवति ॥ १८ ॥ 


जसे पुष्पा के मुह (कका ) में स्थित ea = 
नहीं? १ ऐसा नहीं कहा जा तक्ता अथवा है? ऐसा कह सकते 
हैं क्योंकि 'पूर्व से विद्यमान भावों ( पदार्था' ) की ही असिः 
व्यक्ति ( आविर्भाव ) होती है? ऐसा सिद्धान्त है। केवळ 
सूच्म होने के कारण कच्ची कली Fara व्यक्त नहीं होती है 
fea eg समय das पर जव कलिका के पंखुड़ी, पराग 
विकसित होते हैं तव वही गन्ध प्रकट हो जाती हे! इसी 
प्रकार teat में नी अवस्था ( आयु ) के बढने पर शुक्र 
का प्रादुर्भाव होता है तथा रोमराज्ञी (er, मूळ, गुद्याड़ों 
के वाळ ) उत्पन्न होती है एव Ret में शुह्यङ्गों पर रोमराजी 
होने के साथ २ रज के धारे धीरे सञ्चित होने से स्तन, 
waa ( ६५7८५) ) atte थोनि (Vagina) की वृद्धि 
ware ॥ $८॥ ० 
विमर्श -स्री जौर प्य दोनों जव चौवनावस्था सै अवेश 
करते हं तव उनके शुक्र ओर रज के उत्पादक asi में एक 
विशेष TE का खाव उत्पन्न होता है जिसे अन्न ताव (Inte. 
roa] secretion) कहते हें! यह खाव रक्त में मिलकर शरीर 
के विविधाङ्ो सें जाता रहता दे जिससे वे arg sas दथा पुष्ट 
व्वा Seat में युवातस्या आने पर स्वर चदळ जाता हे तथा 
यो की मानसिक दृशा में परिवर्तन होकर छना, हाव, 
भावादि cer ग्रगट होते हैं 


Od 


re 


दुश्रुतसंहिता | 


ermal 


स एवान्नरसो वृद्धानां जरापरिपक्वशरीरत्वाद- 

प्रीणनो भवति 1 १९॥ 

वही अन्न का रस वृद्ध पुरपों में चुढापे के कारण शरीर के 
परिपक्क होने से पुष्टिकारक नहीं होता हैं ॥ १९ ॥ 

विमर्श-किसी भी उत्पन्न बस्तु की स्थिति रहने की 
मर्यादा होती है 1 कोई भी वस्तु कार्य में आते रहने 
से पुरानी हो जाती हे चाहे वह aaa दृष्टि की हो 
अथचा जड ae की । इसी तरह शारीरिक था मानसिक काय 
करते रहने से तथा समय के वीतते रहने से शरीर के सेल 
या परमाणु कार्य करने में शियिळ हो जाते हे जिससे अन्न का 
पाचन, रस का अहण और मलों के उत्सर्ग टीक रूप से नहीं 
होते दे? वृद्धावस्था से शरीर की धमनियों में कठिनता 
उत्पन्न होकर पमनीदाटर्य ( Arterio ०९०००5 ) हो जावा ह 
जिससे रस wana सें पूर्ववव न होने से अङ्ग पोषण 
रहित होकर मनुष्य को झत्यु के निकट पहुंचाते हैं। भजुप्य 
की आयु घमनियों पर निर्भर करती है । ( 4 man 75 as old 
as his arteries 


त एते शरीरधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते ॥| २० ॥ 


ये रसादि सात धाह शारीर को धारण करते हैं इसलिये 
इन्हें धातु कहा जाता दै ॥ २०॥ 
विमर्थः-~डुवान्‌-वारणपोषनयो ? अर्थात्‌ धारण और पोषण 
ard की “घान्‌? धातु से धातु wes fee होता हे aa जो 
शरीर का धारण और पोषण करता हो उस की धातु संज्ञा 
हैं! ये सात हं तथा सिरा, स्नायु, त्वचा, वसा आदि सात 
wag हैं । शिवदास ने लिखा ह कि--पातुशक्‍्दभदृत्तेवारण- 
पोषणनिमित्तत्गद., तेन ये झरीर धारयन्ति aaa पुष्यन्ति रसा- 
Waa धातुलव्डवाच्या न स्तन्यादवः | ते हि शरीर 
ध्रवन्त्वेव न तु निद्धितयुषान्ति। उक्त हि नोजेन-स्रिस्नायुरज a 
aa गनिविवर्जिताः। वातुन्यश्वीपञावन्ते तस्मात्त उपधातवः ॥ 
उपधातुओं की धातुओं से ही उत्पत्ति होती है। जैसै--रत्ताद 
स्नन्य ततो Waa कण्डरा सिरा, ! मांसाइसा त्वच, पढ़ च 
मेदस स्नाइसन्धय"॥ अरूनो दन्वालथा ser केशा जोजश्च 
सपनात । धाठुन्यश्वोपजावन्ते तस्मात्त उपधातव ॥ स्तन्यादिक 
दारीर का धारण अवश्य करते दै किन्तु पोषण नहीं करते हैं 
अतएव FE उपवाठ माना हे किन्तु रसादि झुक्रान्त सात 
वस्तुओं से शरीर का धारण और पोषण दोनों होता है अतः 
वे उ6 हूँ। मांस और शुक्र को छोड़कर शेप पांच घातुएं 
घारणार्थक दृष्टि से Connective tissue सें अन्तर्भूत हो सकती 
हैं। शक्र विश्रिष्ट जड़ों का खाव दे अतः इसे डाक्टरीनत में 
a उच है are 
तेपां Waal शोणितनिमित्ते तस्मात्तदविकृत्य 
वच्ष्यासः। तत्र, फेनिलमरुणे कृष्ण परुषं तनु शीश्रगसस्क- 
न्दिच वातेन दुष्टम। नीलं पीतं हरितं श्यावं विद्वमनिष्ठं 
पिपीलिकासक्तिकाणामस्कन्दि च पित्तदुष्टम! गैरिकोद्‌क- 
अतीकारां स्निग्धं शीतलं वहलं पिच्छिलं चिरखावि 
मांसपेशीप्रसं च शलेष्मदुष्टम्‌ | सरषेलच्तणसंयुक्तं काञ्ि- 
काभे विशेषतो site च सन्निपातदुष्टं पित्तवद्रक्‍्ते- 


अध्यायः १४ | 


सुँत्रस्थांनम्‌ | 


५ 


नाविकर्ण च द्विदोषलिङ्गं dae | जीवशोणिव- 
सन्यत्र Tea: | ९१ ॥ 


इन धातुओं की क्षीणता और बृद्धि रक्त के कारण होती 
है इसलिये रक्त के विषय में कुछ वर्णन किया जाता है। झाग- 
दार, किब्विद्॒कतर्ण, काळा, रूखा, पतला, शीघ्र चहने वाळा 
ओर न जमने वाला रक्त गात से दूषित होता TI नीळा, पीछा, 
इरा, काळा, विख ( आम ) गन्ध वाळा तथा चींटियों और 
मक्खियों के लिये अप्रिय और नहीं जमने वाळा पित्त से दूषित 
होता हे | गेस के पानी के समान तथा चिकना, ठंढा, गाढा, 
चिपचिपा, मन्दगति से बहने वाळा और माँसपेशी के समान 
दिखाई देने चाळा कफ से दूषित होता है । इन तीनों छक्तणों 
से युक्त तथा काझी के समान एवं अधिक दुर्गन्धि वाळा 
सनिपात से दूपित होता दै। रक्तदोष से दूपित रक्त 'पिचदुष्ट 
रक्त! के wait वाला होता हे Beg वह काळा अधिक होता 
इ! दो दोर्ष के छन्षणों वाळा रक्त दिटोपदुट होता ढे 1 जीव- 
शोणित का वर्णन अन्यत्र क्रिया जायगा ॥ २१॥ 
विमर्थः--शरीर के भीतर चहता हुआ रक्त जमता नहीं दै 
किन्तु शरीर से बाहर निकलने के पश्चात्‌ शीघ्र जम जाता है । 
जमने से वन आर za ऐसे दो भाग हो जाते हॅ । रक्त जमने 
के लिये खटिक के लवण ( Calcium salts), फाईव्रिन भर 
श्रोस्रिन आवश्यक हैं । खटिक लवण रक्त में दी होता है। 
ओस्विन श्वेतकण तथा सूच्मकणों के विनाश से उत्पन्न एक 
विशेष पदार्थ का खरिक लवण के साथ संयोग होने से उत्पन्न 
होता है। रक्त जमने में ये तीनों पदार्थ कारण हैं 1 जीवशो- 
णित--'दरीरेन्द्रियसक्तात्मसयोगाश्रय रक्त' को कहते हैं. ऐसा 
Sean का सत दें । अन्यच--यद्युष्गोदकभ्रक्ठाळितमपि Ta रअ- 
वति तञ्जीवशोणितमवगन्तन्यस्‌। 
इन्द्रगोपकप्रतीकाशमसंहतमबिवर्ण च प्रकृतिस्थं 
जानीयात ॥ २२! 
इन्द्रगोप ( वीरत्रहूटी ) के समान ळाळवर्ण वाळा, असंहत 
अर्थात्‌ न aga पतला और न अधिक गाढा हो एवं विकृत 
वणं वाळा न हो उसे शुद्ध रक्त समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 
त्रिमर्शः--चरकोक्त विशुद्धरक्तळक्षण--तपनीयेन्द्रगोपाभ पद्मा- 
लक्तकसन्निमन्‌। शुझषाफळसत्र्णञ्च विशुद्धं विद्धि झोणितम्‌॥ 
डाक्टरी मत से धमनीगत रक्त शुद्ध माना जाताहे तथा उसमें 
लालिमा का कारण ळाळरक्क्रणस्थ 'हीमोग्लोविन” है । हीमो- 
ग्लोबिन आक्सिजन को ग्रहण करता है जिससे कण अत्यधिक 
छाल होकर रक्त की ळाळिमा चढा देते हैं । शुद्ध रक्त न अधिक 
पतळा और न अधिक गाढा होता दे! इसका TET १०५५ 
होता ह तथा यह अपारदर्शक, स्वाद में कुछ नमकीन, प्रति- 
क्रिया में क्षारीय तथा एक विशिष्ट गन्ध से युक्त होता है। 
शरीर में रक्त का कुछ प्रमाण दारीर के भार का ३ अंश के 
लगभग होता दे । SS यदि किसी के शरीर का भार $ मन 
चील सेर हो तो रक ३ सेर के लगभग होगा। 
विख्राव्याण्यन्यत्र बदयासः ।! २३ ॥ 


विक्षाव्य अर्थाद्‌ जिन रोगियों का age रक्त 


अथाविस्ताव्या:-सर्वाह्शोफः, क्षीणस्य चाम्ल- 
भोजननिमित्तः, पाण्डुरोग्यशंसोदरिशोपिगर्मिणीनां 
च्‌ श्‍वयथव: || २४ ॥ 
अव अवित्नाव्य ( रक्त निकालने के अयोग्य ) रोगियों को 
कहते | जिसके सारे दारीर में शोफ हो, क्षीण पुरुष का अम्ल- 
पदार्थों के भोजन से उत्पन्न हुये शोथ तथा पाण्डुरोगी, अर्शो- 
रोगी, उद्ररोगी, शोपरोगी और गर्भिणी खियाँ के शोध सें 
रक्त नहीं निकालना चाहिये ॥ २४॥ 


तत्र Matsa द्विविधं -प्रच्छानं सिराव्यधनंच॥ 


अञ्न द्वारा रक्त का मोक्षण दो तरह से किया जाता है। 
एक प्रच्छान विधि से तथा दूसरा सिरावेध विधि से ॥ २५॥ 


तत्र, ऋञ्त्रसङ्कीणं सूच््मं सममनवयाढमनुत्तानमाशु 

च शस्न॑पातयेन्मर्मसिरारनायुसन्धीनां चानुपधाति UREN) 

इन सें प्रच्छान सीधा, असंकीर्ण ( एक दूसरेसे से मिला 
न दो), ants, समान, अधिक गाढा नही, अधिक उत्तान 
भी नही हो, ऐसा करना चाहिए । मर्म, सिरा, स्नायु तथा 
सन्धियों का वचाव करते हुये शीघ्र दाख द्वारा दूषित स्थान 
पर प्रच्द्वान करना ( चांचवे लगाना ) चाहिये ॥ २६॥ 

विमर्शः-आग्भट प्रच्छानविधि---यात्र वदध्योपरि दृढ रज्ज्वा 
पट्टेन वा समम्‌। त्वायुसन्थ्वस्थिमर्माणि त्यजन्‌ प्रच्दानमाचरेद्‌॥ 
अधोदेशप्रविछतैः पदैरुपरिगामिभिः। a गाढघनतियेरिमर्न पदे 
पदमाचरेत. ॥ 


तत्र, दुर्दिने sha शीतवातयोरस्तिन्ने भुक्तमात्रे 
स्कन्द्त्वाच्छोणितं न ख्नवत्यल्पं वा arate २७॥ 
दुर्दिन अर्थात्‌ मेघ वर्षा के कारण अन्धैरा होने पर ( मेघ- 
च्छुन्नेऽहवि दुर्दिनम्‌ ), सिरा, सन्धि के बेचसर्जन के 
अनभ्यास-दोष से दुर्वेध होने पर, शीत और वायु के ar 
से, स्वेदन कर्म के विना किये तथा तुरन्त भोजन करने के 
वाद्‌ ही प्रच्छान करने पर रक्त स्कन्दित हो (जम) जाता 
हवे अत एव उसका खाव होता ही नहीं अथवा अल्प alas 
होता हे ॥ २७॥ 
सदमू्च्छाशरमार्तानां वातविएमूत्रसङ्भिनाम्‌ | 
निद्राऽभिमूतमीतानां got area प्रवत्तते ॥श८॥ 
भांग, गांजा, अफीम आदि के द्वारा उत्पन्न सद, Wai 
तथा श्रम से पीडित, अपान वायु, मळ और मूत्र के अवरोध 
वाले तथा निडा से ब्याप्त और ठरे हुये मुष्यो का रक्त ठीक 
तरह से नहीं निकलता दे ॥ २८॥ 


तदू दुष्टं शोणितमनि्वियमाणं करडूशोफरागदाह- 
पाकवेदना जनयेत्‌ ॥ २६॥ 
उक्त मनुष्या का दूषित रक्त शरीर से नहीं निकळने पर 
देह में खुजली, शोफ, site, जळन, पाक ऑर बेंदना 
SUA करता दै ॥ २९ ॥ 


अत्युष्णेडतिस्विन्ने5तिविठे5शेविलावितमतिभवर्ते- 


चाहिये उनका वर्णन अष्टविषशसकर्माध्याय में किया जायगा।रशा| ते | तदतिप्रवृत्त शिरोऽभितापमान्भ्यसघिसन्थतिभिरः 


सुत्रतसंहिता ॥ 


EE हलक लक पल जल मल मल कम > 
_ a a कक कककफफकफकककफ्फऊककन 

PARP PLP PAE e त्रिरि Rr ry a ¢ 
mead घातुक्ञयमाक्षेपक॑ पक्षाघातमेकान्नविकारं | कुरनक्तम्रालफलेयेथालाभं त्रिमिश्वतुर्मिः समस्तेवां 


तृष्णादाहो fist कासं श्वासं पाण्डुरोगं सरणं 
व्वापादयति ॥ ३०॥ 
अधिक उष्ण ऋतु या परिस्थिति मॅ, अधिक स्वेदन करने 
पर, अधिक वेघ होने पर तथा अज्ञों द्वारा विलावण करने पर 
रक्त अधिक मात्रा से reat हे। इस प्रकार से हुआ यह 
रक्तत्राव का अतियोग शिर का रोग, अन्धता, अधिमन्य और 
तिमिर रोग उत्पन्न करता दै तथा धातुक्तय, आक्षेपक, पक्षा- 
बात, एकाइघात, तृष्णा, दाह, हिका, कास, श्वास, पाण्डुरोग 
Tal ऋत्युजनक होता हैं ॥ ३०॥ 
भवन्ति चात्र-- 
तस्मान्न शीते नात्युष्णे नास्तरिन्ने नातितापिते । 
Ta, प्रतिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्भिषक्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिये न शीतकाल में, न अधिक गरमी के समय, न 
ज्यादा स्वेदन करा के और न अघिक तपा कर रक्तमोक्षण करे 
क्रिन्तु प्रथम रोगी को यवागू पान करा कर पश्चात्‌ रक्तमोक्षण 
करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
सम्यग्गत्वा यदा रक्तं स््रयमेवावतिष्ठते । 
शुद्धं तदा विजानीयात्‌ सम्यग्विद्चावितं च तत्‌ ॥३२।। 
शोगितसोक्षण से दूषित रक्त ठीक तरह से निकल कर 
स्वयमेव रक्तवहना चन्द हो जाय तव जाने कि अव शुद्ध रक्त 
'ह तथा झन्यम्‌ वि्तावग हो गया है॥ ३२॥ 
लाघवं वेदनाशान्विव्यघिर्वेगपरिक्षय: | 
सम्यगविल्लाबिते लिङ्गं ्रसादो मनसस्तथा ॥ ३३ ॥ 
शरीर से या पीडित स्थान में हलकापन की प्रतीति, पीड़ा 
का TAA होना, रोग की तीब्रता का कस हो जाना तथा मन 
का असन होना ये Gay aan के लक्षण है॥ ३३॥ 
ANT ग्रन्थयः शोफा रोगाः शोणितजाञ्च ये | 
रक्मोक्षणशीलानां न भवन्ति कदाचन || ३४॥ 
जो मनुष्य समय २ पर रक्तमोक्षण कराते wae उनके 
त्वग्दोप (aut इष्ट, शीतपित्तोदर्दकोठांदि ), अपची, 
कण्ठमाला, Tens आदि अन्थियों के रोग, sitet तथा 
दुष्टशोगितजन्य रोग कभी भी उत्पन्न नही होते हैं ॥ ३४ ॥ 
विसर्श'-_त्रोणितज्न्वरोग-सुखयाफोडक्षिराचच पूतित्रागात्य- 
गन्ति । शुल्नोग्कशवीतर्यर्जपित्तप्रनील्का । edt omer 
प्रदरो वातद्योणिवन्‌ ॥ aera पिपाता झुरुगात्रता । 
Taras Res Tn विदाहरचान्रपानस्व 
दिकञान्होदिरणं कलम । ate: मुरता इदे. सन्मोहो ल्वणा- 
स्वता ॥ स्वेद शरीरदौर्गन्व्य मद कम्पः स्वरक्षयः । तन्द्रानिद्राति- 
योगच TTT Testes: कुछचर्मदला- 
cart विकारा सर्वे पवने विड्ेयाः झोमितात्रया ॥ ater 
स्विग्वरुक्षाय रुाक्रान्ताइच ये गदाः । सम्यक्‌ साध्या न सिद्धयन्ति 
रक्तजात्तान्‌ विभावयेत ॥ (चरक )1 , 
अथ खल्वप्रवत्तेमाने रक्ते एलाशीतशिवकुप्ठतगर- 


पाठामद्रदारुविडङ् चि्रकत्रिकडुकायारधूमहरिद्रा कत्रिकटुकागारधूमहरिद्राऽ्का- 


4 


चूर्णीकतेलेवणतैलप्रगाढेत्रेणमुखमवघर्पयेदेवं 
भवत्तेते ॥ ३५ ॥ 


यदि प्रच्दान करने से रक्त प्रवर्तित न हो तो इलायची, 
कपूर, कूठ, तगर, पाठा, ठेचठारु, विडङ्ग, चित्रक, free, 
रसोई घर का gai, हरिद्रा, आक के age और करञ्ञ के 
फल इनमे से यथाप्राप्त तीन, चार अथवा समस्त ओपथियों 
का चूर्ण करके लवण और तेळ मिलाकर उससे ब्रणमुख का 
घर्षण करें । ऐसा करने से रक्त ठीक तरह से प्रवर्तित होता है। 
अथातित्रवृत्ते रोध्रमधुकम्रियङुपत्त्गगेरिकस्रः 
सरसाज्ञनशाल्सली पुष्पशडखशुक्तिसापयवगोधूमचूर्ण: 
शनेः शनेत्रणमुखमवचूर््यादुल्यम्रेणावपीडयेत्‌ सात साल- 
सर्जाजुनारिमेदमेपश््द्नघवघन्वनत्वग्मिर्वा चूर्णितासिः 
aia समुद्रफेनलाक्षाचू्णेन AS 
ण वा ध्मापितेन लाक्षाचूर्गर्गा यथोक्तेत्रण- 
बन्धुनदरव्येर्गाढं वध्नीयात्‌ | शीताच्छादनभोजनागारैः 
शीतः परिपेकम्रदेहेश्रोपाचरेत्‌ । क्षारेणाभिना वा 
दहेय्थोक्तम्‌ | व्यघनादनन्तरं वा तामेवातिभवृत्तां सिरां 
विध्येत्‌ । काकोल्याद्काथं वा शार्करामधुरं पाययेत्‌ | 
एणहरिणोरअशशमहिपवराहाणां वा रुघिरं, दीरयूप- 
रसः सुस्तिरधश्वाइनीयात्‌ | उपद्रवांश्च यथास्तरसुपचरेत्‌ ॥ 
जव रक्त अधिक निकलने लगे और वंद न होवे तव 
पठानीलोध, मुलेठी, fag, wax, गेरू, राळ, Wis, सेमळ 
के फूल, शंख, सीप, sez, जो और गेहूँ इनका चूर्ण चनाक्र 
उससे धीरे धीरे घण के मुख को घपित कर age के अग्न- 
भाग से ढवा देना चाहिये। अथवा साल, राळ, अर्जुन, 
इरिसेद, सेढासिङ्डी, धव और धामन इनकी छाल को पीस 
कर उससे जणसुख पर अवघर्पण करना चाहिये । अथवा क्षौस 
Cant) वख को जलाकर उसकी राख से अवचूर्णन करें । 
किंवा सझुद्रफेन या छाक्षाचूर्ण से नणमुख पर घपेण करें, 
तत्पश्चात्‌ wa, कार्पास आदि ब्रणचन्धन zat से गाढा 
वन्धन ata देना चीहये । फिर उस स्थान पर झीतळ पदार्थ 
( कमलपत्र, गीला वस्र) से आच्छादन, शीतल ( दुग्ध, 
चांवळ, शर्करा ) भोजन और शीतल मकान में शयन तथा 
शीतल ओपधियों ( चन्दन, हीवेर, तस ) का लेप और उन्हीं 
के छाथ सं सचन करना चाहिये। इन उपचारो से भी रक्त- 
चाव वंद न हो तो झार अथवा अशि से जलाना चाहिये । 
अथवा च्यघ के अनन्तर उस सिरा का रक्त वंदन हो तो उसी 


afte सिरा का दूसरी जगह घुनर्वेधन करना चाहिये । अथवा 
काकोल्यादिगण की ओोषधियों के काथ को शक्कर तथा झहद 
से मीठा बनाकर पिलाना चाहिये। अथवा एण ( कृष्ण ) 
हरिण या ara हरिण, मेंढा, खरगोश, Far और सूकर इनका 
ताजा रक्त पिळाना चाहिये। अथवा दुग्ध और सू'ग के यूप 
के साथ स्निग्ध भोजन कराना चाहिये । अन्य जो भी उपद्रव 
हों उनकी ययाशाख चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३६॥ 


विसर्शः--इस तरह आयुर्वेद में अतिमधुत्त रक्त के निरोध 
के लिये शीतम्रयोग, उष्णप्रयोय, दहन, रक्तरोधक ओषचियों 


सम्यक्‌ 


क्क 


अध्यायः १४ j 


सूत्रस्थानम्‌ | 


uy 


का प्रयोग, अवपीडन और बन्धन ये ६ स्थानिक उपाय चताये 
हैं। इनके अतिरिक्त टाक्टरी पदनि में रक्तलुति निवारण के 
लिये उस स्थान को ऊँचा उठाना जैसे दाथ-पांव के रक्तत्राव 
में, इससे वहां रक्त प्रवाह कम होकर बन्द होता हे । धमनी 
dda ( 4४९९६५ forceps) से सिरा या धमनी को पकड 
कर दवा के थोडी देर तक रखना। टांका छूगाना या 
(Ligatare ) करना इसके लिये . Cat gat, का प्रयोग होता 
हे । अन्त्र भेपादीना gears “तातः शति स्यात शाखच्छेदानन्तर 
सह्मसिरादिवन्धनादिपु युञ्यत्ते। रक्त aia सन्दशेन 
सिरा भिषरू । वद्ध्वा स्नास्तरादिभिर्गोढे मरण वसग वेध्येत.॥ 
कारोस्यादिकबाथ-उक्त वादय रक्तरोधक उपाय बताकर अव 
आभ्यन्तरीय औषधप्रयोग बताते हँ--पित्तढोप में कीर, कफ- 
दोप मे यूप, वातदोप में मांसरस देना यह उल्दण मत है। 
कुछ लोग 'दीप्ताप्ति में डीरभोजन, मध्यमाप्ति सें यूप भोजन 
और मन्दास्ति मे मांसरस देना? अर्थ करते है। हरिणादिक- 
रुपिरपान--आयुर्वेद का मन हे कि समान द्रव्य से समान 
द्रब्य की वृद्धि होती हे । सर्वेषामेव टि भावाना सामान्य बृद्धि- 
कारणम्‌ । Cate सर्वधातुयुगाला सामान्वयोगाद्‌ बृद्धिविपर्ययाद, 
शास. । तरुमान्मासमाप्यायते मसेन भूयस्तरमन्येन्पः शारी 'धातुन्यः, 
नथा लोहित लोटितेगेय, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरणा- 
Sal, मज्ञा मज्या, WAAR, गर्भस्त्वामाभेंग । ( चरक)! 
पाश्चाच्य विधान ने महर्षि चरक के वचर्ना पर श्रद्धा कर अनेक 
अन्वेषण करके भिन्न २ ग्रन्थियों का अन्तः्खाव तथा रक्त, 
मांसादि की अनेक्र ओषधियाँ (इंजेक्शन ) निकाल कर 
असाध्य रोगों में आश्रर्यजनक समुन्नति की है किन्तु भारतीय 
चिकित्सक अहिंसा, आळस्य और अकर्मण्यता की गहरी नींद में 
सो रहे हैं जिससे देश का erat रुपया प्रतिवर्ष विदेशों को 
जारहाहँ। अनेक पाश्चात्य औपघनिर्मापक कम्पनियों ने 
रक्तस्थ 'हीसोग्लोबीन' के अनेक प्रयोग पीने के लिये बनाये हैं । 
एक मनुष्य के रक्त को दूसरे अल्प रक्त वाले मनुण्य के शरीर में 
सिरा डारा प्रवेश ( Blood transfusion ) भी करते z 1 
घोडे के रक्त की लसीका (Seram) मुस द्वारा अथवा 
इब्जेक्शन द्वारा रक्तत्राव रोकने में प्रयुक्त होती हे रक्तत्नाव 
में हृटयोत्तेजक ओपधियां ( कर्पूर, चन्द्रोदय, कस्तूरी, कोरा- 
मीन ) नहीं देनी चाहिये । 
भवन्ति 'चात्र-- 
घातुक्षयात्‌ At रक्ते मन्दः सञ्जायतेऽनलः | 
पवनश्च परं कोपं याति तस्मात्‌ प्रयत्नतः ॥ ३७॥ 
तं नाविशीवैलेधुभिः Rav: शोणितवर्धेनेः | 
ईपदम्लैरनम्लेर्वा भोजनैः समुपाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
रक्त के खत होने परशरीर की अन्य मांस, मेदआदि 
धातुप भी क्षीण हो जाती दै जिससे उस मचुप्य की अग्नि 
मन्द हो जाती दे तथा वात भी अत्यन्त कुपित हो जाता है 
इसलिये प्रयत्नपूर्वक उस ager को न अधिक ठण्डे तथा हलके, 
स्निग्ध, रक्तवर्डक और कुछ खद्टे अथवा अम्लरहित पदार्थों 
का भोजन कराना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ 
विमर्झः--वाग्भट का भी ऐसा ही मत है। नात्युष्णशीत 
घु दीपनीय रक्तेऽपनीते दितमन्नपानम्‌। तदा शरीर छानवस्थि- 


ताखगग्निविशेषादिति रक्षितत्यः ॥ रक्तवर्धक पदार्थो' को ( Hae 
ematics या Haematins कहते हे । रक्तइृद्धि के लिये लोह 
के यौगिक जैसे--शिलाजत्वादि लोह, शतमूल्यादि डोह, नवा- 
यस लोह तथा लौहयुक्त साधपदार्थ जैसे टमाटर, आंवले का 
सुरव्या, पुननंवा शाक, भालू, बादाम, अण्डे आदि उत्तम 
होते ह। सखिया ( 75०४० ) भी शोगितवर्धक है। इनके 
अतिरिक्त हीमोग्लोबिन सीरप, हीमोबीन सीरप, हीमोजेन 
सीरप एव यङ्कत्‌ के प्रिपेरेशन हीपेटेक्स, लीवर इक्सट्रेक्टस 
आदि का प्रयोग उत्तम प्रमाणित हुआ है । 


चतुर्विधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌| 

खन्धानं स्कन्दनं चेव पाचनं दहनं तथा ॥ ३९॥ 

त्रणं कपायः सन्धत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम्‌ | 

तथा सम्पाचयेद्भस्म दाहः सङ्कोचयेत्‌ सिराः ॥४०॥ 

रुधिर के अतिखाव को रोकने के लिये सन्धान, स्कन्दन, 

पाचन और दहन ये चार्‌ प्रकार के उपाय है। इनमें कपाय 
रस वाले उच्य--जैसे न्यग्रोध, उढुस्वर, छोध, हरीतकी ये 
पदार्थ घण का सन्धान (जोड या मिलान ) कर रक्तस्राव 
को रोकते हे। हिम (शीतळ) पदार्थ-रक्त को afer 
( जमाते या गाढ़ा ) करते है। रेशम आदि की भस्म-पाचन 
करती है । दाहकर्म-सिराओं का सक्कोचन कर रक्तस्राव चन्द 
करना हे ॥ ३९-४०॥ 


अस्कन्द्माने रुधिरे सन्धानानि TATA | 

सन्धाने अश्यमाने तु पाचनेः समुपाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 

कल्पेरेतेखिसियैंद्य: प्रयतेत यथाविधिः | 

असिद्विमत्सु चेतेयु दाहः परम इष्यते ॥ ४२॥ 

दीतोपचार से रक्त का स्कन्दन नहीं होने पर कपायरस- 

प्रधान द्वब्यों द्वारा सन्धान क्रिया करनी चाहिये । सन्धान- 
क्रिया से लाभ न होने पर भस्म द्वारा पाचन क्रिया करनी 
चाहिये । वेद्य को चाहिये कि प्रथम वह इन तीन विधियों से 
ही रक्तत्राव को रोकने का प्रयत्न करे। यदि इन विधियों 


से सिद्धि भाप्त न हो तव दाहक्रिया द्वारा रक्त्राव चन्द करना 
चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 


विमर्शः--सिरा या धमनी से रक्त्राव होता हो तो तप्त- 
शलाका द्वारा दाह करे किन्तु समस्त त्रण से अर्थात्‌ aga 
केश्चिकाओं से खाव होता होतो १३० से १६० Gra हीट 
उष्णता वाले जल से प्रचालित करने सेर wala वन्द हो जाता 
है1अथम अकृति स्वय रक्तत्राव रोकने का कार्य करती है । जिससे 
प्रथम रक्त बाहर आते ही गाढ़ा होने छगता हे तथा Met देर 
से थक्का वन कर वाहिनी के सुख को चन्द कर देता हे । दूसरा 
उपाय वाहिनियों की दीवाळ संकुचित होकर सुख छोटा हो 
जाने से रक्त TAH सहायता होती हे। इन दो आकृतिक 
उपायों से लाभ न होने पर चिकित्सा करते हें। कपायरस 
रक्त और घणखावगत अल्व्यूमीन आदि प्रोटीनो को जमाकर 
THA चन्द्‌ करता हे । शीत प्रयोग से रक्तवाहिनियों की 
दीवाळें संकुचित करके तथा दाह अल्ब्यूमिन आदि ओटीनों 
को जमाकर तथा वाहिनियों को सछुचित कर रक्तत्राव aq 
करता हे । 


५६ 


सुश्रुतसंहिता | 


RR 


शेषदोषे यतो TH न व्याधिरतिवत्तते | 
सावशेषे ततः स्थेय न तु झुर्य्यादतिक्रमम्‌ ॥ 8३ ॥ 
रक्त के अन्दर कुछ दोप शेप रहने पर भी व्याधि अधिक 
नहीं बढती है अत पुव रक्त में कुछ दोष शेष रहने पर THAT 
करना चन्द कर देना चाहिये परन्तु रक्त का अतियोग करना 
उचित नहीं हे ॥ edu 
विमक्षी'-_शरीर से रक्तलुति कराने में रोगी के वळ, दोप 
और शुद्ध रक्त का ध्यान रखना चाहिये । वलदोपप्रमाणादा 
विशुद्धया सधिरस्य वा। रुधिर ख्रावयेस्जन्तोराशय प्रसमीक्ष्य वा । 
शरीर से ज्यादा से ज्यादा रक्त एक प्रस्थ निकालने का अमाण 
है। पर प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थ शोणितमोक्षणे। वमने च विरेके च 
तथा झोणितमोक्षणे ॥ साडंत्रयोदशपल प्रस्थमाइमेनीपिण'॥ (gaa) 
apart सत से सी ज्यादा से ज्यादा ६०० सी. सी. ( प्रायः ५५ 
तोले ) रक्त निकाळ सकते हे । अतिरत्तल्नाव से भयङ्कर रोग 
तथा रूत्यु तक हो सकती है । अतिशुतौ हि ag. स्याद दारुणा 
चा चलामया । (वाग्भट ) रक्त सशेषद्रोपन्तु कुर्यादपि विचक्षण । 
न चातिंप्रखुत कुर्याब्छेप सशमनैजंयेत ॥ (सु० शा०)। हरेच्छुङ्गादि- 
मिः शेष प्रसादमथवा नयेत्‌। शीर्तपचारपित्ताल्क्रियाशुद्धिविशों- 
षणे' । दुष्ट रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत्‌ ( अ० Fo ) । 
देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणैव धाय्येते । 
तस्माद्यत्नेन संरद्यं रक्त जीव इति स्थितिः ॥ ४४॥ 
शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है तथा रक्त ही से दारीर 
धारित होता दै, इस लिये यत्नपूर्वक रक्त की रक्षा करनी 
चाहिये क्योंकि वास्तव भे रक्त ही जीव है ऐसी सव areal की 
स्थिति ( राय ) हे ॥ ven 
खुतरक्तस्य सेकायेः शीतेः प्रकुपितेऽनिले | 
शोफं सतोदं कोष्णेन सपिषा परिपेचयेत्त ॥ ४५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शोणितवर्णेनीयो नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
A Sed 
रक्तत्राव के पश्चात्‌ उसे रोकने के लिये शीतर सेक आदि 
किये जाते हैं, उनसे यदि वायु कुपित होकर सुई चुमोने की 
सी पीडा के साथ २ झोथ हो जाय तो मन्दोष्ण ga से 
पेचन करना चाहिये ॥ ४५॥ 
इत्यायुर्वेदतत्वसन्दीपिकाव्याख्यायां झोणितवर्णनीयो- 
नाम चतुर्दृशोऽध्यायः॥ १४ ॥ 
OCA BID 90s 


पञ्चदशोऽध्यायः | 
अथातो दोषधातुमलक्षयवृद्धिबिज्ञानीयमध्यायं 
व्याख्यास्थाम! ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव यहां से दोप, धातु, मर इनके क्षय और of के 
विशिष्ट शान कराने वाले अध्याय का व्याख्यान करते हॅ 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ TU 


| रक्षक पित्तः है । 


दोषधातुमलमूलं हि शरीरं, तस्मादेतेपां लक्षण- 
सुच्यमानमुपघारय।। ३ ॥ 

दोप, धातु तथा मऊ ही शरीर के सूर कारण हे अत एच 
इनके लक्षण यहां कहता हूं तुम उन्हें सुन कर धारण करो एट 

विमर्शः--दोप शब्द से वात, पित्त और कफ इनका ग्रहण 


होता है । ये मिथ्या आहार-विहार के सेवन करने से कुपित 
होकर,शरीर को दूपित करते है अतः इनकी 'दोपः संज्ञा है तथा 


समप्रमाण में रह कर शरीर को धारण करते हे अतः इनकी 
‘ore संज्ञा भी हे । वायुः पित्त कफश्चेति त्रयो Far समासत' । 
शारीरदूषणाद्दोपा धातवो देहधारणात्‌ ॥ धातु -जो शरीर का धारण 
तथा पोपण करते हों उन्हे “घातु? कहते हे । “धातुझब्दरपरवतेर्धा- 
रणपोपणनिमित्तत्वातेन ये शरीर धारयन्ति थातूश्च पुष्णन्ति रसा- 
दयस्त एव मुख्यतया धातुशब्दवाच्या. । रसाखङ्मासमेदोऽस्थि 
मञ्जाझुक्राणि थातव सप्त दूप्या , मला.-मूत्रशक्ृत्स्वेदादयोऽपि च ॥ 
( चाग्भट ) | “मरिनीकरणान्मला-? सूत्र, विष्ठा और स्वेद ये 
शरीर से नहीं निकलने पर मलिन ( रुग्ण ) कर देते हैं अतः 
इन्हें ae कहते दे। आयुर्वेद तथा वेदान्तादि शाखा में 
सनुष्य शारीर की तुलना TT के साथ करते हॅ । जैले चू की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रळय में मूल ( जड ) प्रधान होती है 
तद्वत्‌ शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में दोप, धातु और 
सळ ये तीनों मूलभूत हैं। ऊर्ध्वमूलमथ शाखश्पय' पुरुष विदु । 
मूलप्रहारिणस्तस्माद्‌ रोगान्‌ शीघतर जयेत्‌ ॥ ( वाग्भट ) 
तत्र, प्रसपन्दनोद्वहनपूरणबिवेकधारणलक्तणो वायुः 
पञ्चधा प्रविभक्तः शरीरं घारयति ॥ 8 ॥ 
उन में प्रस्पन्दन, उद्वहन, पूरण, विवेचन और धारण 
इन पांच कार्यों को करने वाला चायु पांच प्रकार से विभक्त 
होकर शारीर को धारण करता हे॥ ४॥ 
विमशं --चायु के पांच भेद हे । व्यानोदानप्राणसमानापाना 
पञ्च भेदा. । प्रस्पन्दन--शरीर का चळना-चळना “व्यानकर्म, 
उद्दहन-श्वास, प्रास, भाषण आदि झानेन्द्रियाथो का धारण 
“उदान कर्म), पूरण उद्र को आहार से भरना आणवायुकर्म), 
विवेक-रस, मूत्र और मलों को विभक्त करना 'समानवायुकर्मः, 
धारण-वीर्य, सर, मूत्रादिक का अवेगावस्था में धारण तथा 
चेगावस्था में उत्सर्ग करना 'अपानवायु का कार्य है। विशिष्ट 
वर्णन “निदानस्थान प्रथमाध्याय' में देखना चाहिये। इदि 
प्राणो युदेऽपानः समानो नासिमण्डले। उदान कण्ठदेशस्थो व्यान 
सर्वशरीरग ॥ 
रागपक्तितेजोमेधोष्मकृर्पित्तं पञ्चधा प्रविभक्त- 
मध्निकर्मणाऽनुग्रहं करोति ॥ ५ ॥ 
राग, पक्ति, तेज, मेघा और sen को करने वाळा पित्त 
पांच प्रकार से विभक्त होकर अभि का कार्य कर के शरीर का 
wane ( उपकार ) करता है ॥ ५॥ 
विमरशः--रागकृत-रस को रक्त में परिवर्तित करने चाळा 
यत्तु यक्ृत्प्ीद्दी पित्त तस्मिन्‌ रज्षकोडभिरिति 
सजा स रसस्य रागङ्दुक्त” | आमाशयाश्रय पित्त रक्षक रसरञ्जनात्‌। 
पत्तिकृत-आहार को पचाने चाळा 'पाचकपित्तः है । पित्त gan 
त्मक तन्न पकवामाशयसध्यगम्‌। पचत्यन्न विभजते efit 
थ्यकू ॥ तस्थमेव पित्ताना शेपाणामप्यचुगरहम्‌ । करोति बलदानेन 


अध्यायः १५ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


yo 


पाचकं नाम तत्त्स्तन्‌ ॥ तेज कवः--तेजो इष्टिरिति ख्यातम्‌’ 
' इसे 'आलोचक पित्त? कहते हैं। मेवाकृव:-चुद्धि को करने 
चाळा या धारणाशक्ति को करने वाला 'ौर्वारणावती मेधा” 
इसे 'साधक fie कहते हे । ऊप्मकृत--शरीर की गरमी 
रखने वाळा आजक पित्त? कहलाता है। बुद्धिमेधाभिवानायै- 
रमिप्रेतार्थसावनात्‌। सामक हृदगत पित्त रूपालोचनत. स्मृतम्‌ ॥ 
दृक्स्थमालोच्रक ART आजक आ्राजनात्ाच । पित्तस्थानानि-- 
नाभिरामाञयःतस्रेठो लसीका रुधिर रस ॥ इक्‌ सर्शनश्न पित्तस्य 
afaa विशेषत । अञ्निरर्मगाऽनुञ्रह करोति--जेसे लौकिक 
अग्नि-दहन, पाचनादि कार्य करती हे वैसे शरीरस्थ पित्त असि 
की तरह भीतर दहन पाचनादि कार्स करता है। विशेष वर्णन 
इसी स्थान के इक्कीसव अध्याय में देखना चाहिये । 
सन्धिसंशेपणख्नेहनरोपणपूरणवलस्थेयेक्रच्छलेष्मा 
पञ्चधा प्रविभक्त उदककर्मणाऽलुग्रहं करोति ॥ ६॥ 
सन्धियों में संश्लेपण, शरीर में तथा भोज्यपदार्था मे 
स्नेहन, घगादि का रोपण, अक्ति का या शरीर का पूरण तथा 
बल और स्थिरता को करने वाळा zor पांच प्रकार से 
विभक्त होकर जळू की तरह शरीर का अनुग्रह ( उपक्रार ) 
करता है॥ ६॥ 
विमरः--सन्धित्तंशलेपक श्लेष्मा को “शलेष्मक कफ? 
कहते हॅ । सन्ध्रियों मे एक प्रकार का za होता है जिसे 
शायनो fas wae कहते हैं। जो कि सन्धि को चिकनी 
चनाये रखता है तथा उसकी गति में सुविधा उत्पन्न करता 
है । स्नेदाम्यक्तो यथा ay चक्र साधु प्रवर्तते। सन्धय साधु वर्तन्ते 
azar 'ळेष्मणा तथा॥ स्नेहनकारक कफ को 'क्लेदक! कहते 
हैं, दोप को 'रोपक,” ‘ate और "अवळम्चक? कहते हैं। 
स्नेहो वन्ध स्थिरत्वञ्च गौरवं वृषता वलम्‌ क्षमा धृतिरलोभश्च 
कफक्रर्माविमारजम्‌ ॥ ( चरक ) 1 इलेष्मा तु पञ्चधोर स्थ. सन्निकृष्य 
स्ववीर्यंत । दृदयस्यात्ननीरयांच तत्स्थ एवाम्वुकर्मणा ॥ कफधाम्नाञ्च 
शेषाणा यत्करोत्यवळन्वनम्‌ | अतोऽवलम्वक” इलेष्मा यस्त्वामादय- 
सस्थित | क्लेटक सोऽन्नसघातम्लेदनाद्‌ रसवोधनात्‌। वोधको 
रसनास्थायी गिर.सम्थोऽक्षितपणात्‌ ॥ aia सन्पिसङलेषात 
उलेष्मक diag स्थित"। इळेष्मस्थानानि--उर कण्ठशिर.क्लोम- 
पर्वाण्यामाघयो रस । मेट्रो ग्राण्च जिहा च कफस्य सुतरामुरः ॥ 
यद्यपि चात, पित्त और कफ ये एक us हीहें किन्तु स्थान 
तथा कार्यभेद से इनके भेढ किये गये हे । ते चेते दोषाः प्रत्येक 
पमि प्रकारेमिचन्ते । विचिष्टस्थानाश्रयेग क्रियाभेदात्‌ ययैकोऽ- 
पि देवदत्तो या या क्रिया करोति तदनुरूपमेवानेक पाचकलावकादि* 
नाम लभते ( इन्दु' )1 
रसस्तुष्टिं प्रीणनं रक्तपुष्टि च करोति; रक्तं वणे- 
प्रसादं Hage जीवयति च, मांसं शरीरपुष्टि मेदसश्च, 
मेदः स्नेहस्वेदौ ढत्वं पुष्टिमस्थ्नां च, अस्थीनि देह 
धारण asst पुष्टि च, मजा प्रीतिं स्नेहं बलं शुक्रपुट्टि 
पूरणमस्थां च करोति शुक्र धेय्य च्यवन ग्रीतिं देहबलं 
हप Sart च ॥ ७॥ 
आहारप्रसादजन्य रसः-शरीर को प्रसन्न तथा तपित 
करता है एवं रक्त को पुष्ट करता हे । 'रक्तः-शरीर के चर्ण का 
८ ye 


प्रसादन, ?मांसधातु का पोषण और जीवनदान करता है। 
‘giant एवं सेदोधातु की पुष्टि करता हे । 'मेदः-दरीर 
में स्नेहन, स्वेद और दढता उत्पन्न करता है तथा अस्थि का 
पोपक हे । “अस्थियां”-देह को _घारण करती हें तथा मजा 
की पुष्टि करती हैं। 'मज्जाः-शरीर में प्रसन्नता, स्निग्धता, 
वळ, शुक्र की पुष्टि और अस्थियों का पूरण करती है। 'शुक्र'- 
शारीर में धीरता अथवा वीर्यच्युति, प्रसन्नता, वळ और प्रहर्ष 
तथा गर्भोत्पत्ति में चीज का कार्य करता हे ॥ ७॥ 
विमर्दाः-प्रथस धातु उत्तर धातु का पोषण करती है यह 
यहां दिखाया है । अस्थिया-जेसे मकान बनाने के पूर्व लोहे, 
लकडी आदि का ढांचा खडा कर उसके सहारे मिट्टी या gz 
जोड़कर मकान खड़ा करते 6 उसी प्रकार अस्थियां देह को 
धारण करती हैं । अभ्यन्तरगतै. सारेयंथा तिष्ठन्ति भूरहा. । अस्थि- 
सारैस्तथा देद्दा श्रियन्ते देहिना तथा ॥ शुक्रं-त्फरिकाम द्रव स्निग्ध 
मधुर मधुगन्धि च । शुक्रमिच््न्ति केचित्तु तैलक्षौद्रनिभ तथा ॥ 
( सुश्रुत ) । यह डुधिया रङ्ग का, गाढा, छसदार, क्षारीय 
प्रतिक्रिया वाला द्रव हे जो शुक्राशय ( Vesicula 8611108165 ) 
अष्टीळाम्रन्थि ( Prostate ), शिश्नमूलगन्थियां ( Cowpers 
glands ), थुक्रप्रणाली या वाहिनी (Vas deferens ), लिटर 
की अन्थियाँ तथा शुक्रग्नन्थियों के रसो के मिश्रण का नाम 
शुक्र! ( Semen ) है। वीजार्थ च-शुक्र की 'सूच्मदर्शकयन्त्र? 
द्वारा परीक्षा करने पर उसमें इधर उधर दौड़ते हुये असंख्य 
जीव दिखाई देते हैं। इन्हीं के ऊपर गर्भ का धारण निर्भर 
करता है। शुक्र इन्हीं वीजभागा को पुष्ट करता है। इनकी 
उत्पत्ति अण्डअन्थियों ( Testes) में होती है। इन्हें ‘Bary 
या 'स्पर्मेटोझ्लोआ? (Spermatozoa) कहते है। एक वार के 
मैथुन में निकले शुक्र में इनकी संख्या २० करोड़ से ठ 
अधिक होती है । प्रत्येक शुक्राणु के तीन अवयव होते हैं। 
१ सुण्ड, २ मध्य, ३ पूंछ । झण्ड-मोटा और अण्डाकार होता 
है। पूछ-नोकीली होती है। इनकी लम्वाई दळ से पटर 
इञ्च तक होती है। सवल शुक्राणु तेजी से दौड़ते है। किन्तु 
निर्वल शुक्राणु सुस्ती से । जो शुक्राणु रळ होता है। बही 
खी चीज (ove) से मिलकर गर्भधारण कराता दे। शेप 
शुक्राणु इस दौड़ में नष्ट हो जाते हैं। जब श॒क्र में शुक्राणु न 
हो तो उस रोग को ( Azo-sperms ) तथा दुर्बळ हो तो 
( Oligo spermia ) और निश्चल हो at ( Neorospermia ) 
कहते हें । आजकल के विज्ञान ने पुजीव ( शुक्राणु) तथा 
स्रीवीज (0१७) को परस्पर टेस्ट्यूव में मिलाकर उचित 
पोषक पदार्थ देकर गर्भात्पत्ति की हे । सगर के ६०००० हजार 
सन्तानों का तुम्बिका में महर्पियों के तपोवळू प्रभाव से उत्पन्न 
होना प्रसिद्ध है। हमारे पूर्वजों के विज्ञान के संसुख वर्तमान 
विज्ञान नगण्य सा है किन्तु खेद हे कि वह परम्परा यवन तथा 
विदेशी राजाओं के आक्रमण से नष्ट हो गई । 
पुरीषमुपस्तम्मं वाय्बभिघारणं च। बस्तिपूरण- 
| सवेदः sug sel क ढा hil 
का उपस्तम्भ ( अवष्म्मन ) तथा वायु 
rs ea करता दै। सुत्र वस्ति ( Bladder ) को 
पूरण तथा शरीर में आद्रता करता है । स्वेद शरीर में केद 
तथा त्वचा को सुकुमार करता दै ० , 


छ ee सुश्रुतसंहिता । 


rT 
विमश--आंतों के अन्दर कुछ सूचम मळ रहता a 
दारीर को धारण करता है तथा राजयचमा सें एवं डुर्वळ रोगी 
के उस मळ की रक्षा करना TTS! शुक्रायत्तं वरु पुसा 
मलायत्तत्र Sata) तरमाधत्नेन सरश्ये य॒द्दिमणी मलरेतनी ॥ 
सर्यगतुक्मातस्य वळ तत्व हि विट्वळन्‌। 


THAT TSS, गर्भा गर्भलक्षणम्‌+ 
स्तन्यं स्ततयोरापीनत्वजननं जीवनं चेति ॥ ६ ॥ 


ST साधारण रक्त के समान लक्षणा वाला 'आर्तव 
रक! होता दे तथा वह गर्भ की स्थिति करता है। गर्भ-गर्भ 
क्रे ळण को उत्पन्न करता है। स्तनों से होने वाळा दुग्ध 
स्तनों की guar करता है तथा बालकों के लिये जीवन 
देता है ॥ ५॥ 


दरिमर्"-रमद्घ-प्राचीचों ने आर्तव के दो भेद माने हैं। 
एक “तुदत? है जो कि तीन, पाँच या कचित्‌ सात दिन 
~ ax ¢ 

तक योनि से निकलता रहता है वह शरीर तथा गर्भाशय की 
शुद्धि करता दै। water मामि मामि विशुद्धनति। 
दूसरा मर्व ञरीर Fras ॥दूसरा “शुद्धा हे जो कि स्त्री-पुरुप 
समागम के समय विसर्पित होता (निकलता) हे । तथा 
गर्भाधान में भाग लेता हे श्तपिण्डों ययेनाञ्मिमा्चित प्रवि- 
dna वित्तपत्यार्तव चार्यास्तया पुसा समागमे ॥ इसी धारणा 
से इसे 'पुऱ्पः तथा “ख्रीचीज' कहा दे । Gens झुपिस्तसमा- 
ढपत्यायी किय ब्रजेत्‌ again वीजरक्तवरा. सिरा" । 
यर्माशय पूरयन्ति मासाषौजाय कलमने॥ खीजननेन्द्रियों में 
गर्भाशय (0६९7०३) के दोना ओर दो चीजग्रन्थियां या 
हिम्बग्रन्धियाँ ( 0४९८/९३) होती हैं जो कि दीर्घवन्धनों द्वारा 
गर्भाराय से चंची ह । गर्भाशय के ऊर्वभाग के दोनों पाशो 
से दो ठिम्ववह ग्रणाळिया या वीजवाहिनियां ( Fallopian 
tubes ) निऊछती हैं जिनके आतिरी सिरे श्ञाळरठार होते ह । 
डन दोनों डिम्तरत्रन्थियों -F ७२००० के लगभग fea होते 
हत पन्येक मामिकधम के समय पुक वीज परिप होकर 
निङ्छता द तथा डिम्बबाहिनी के झालरदार हिस्से में अटक 
कर वादिनी में दोता हुआ गर्मादाय में orate यदि इस 
समय इसका ‘Gate के साथ सम्मेळन हो जाय तो गर्भ 
रह जाता है । इस तरह आर्तव यीजोल्सर्ग करता है, गर्भाशय 
को शुद्ध करके उसकी वळा को गर्मचिपकने योग्य बनाता हे 
प्राय यह निद्रित ह कि इसी आत्तवकाठ में गर्भ धारण होता 
रैं जिसका समय १६ दिन माना हे 1 ऋतु खामाविक star 
राज Gea स्वना । गभनणायोग्यस्तु स एव समय स्मृत ॥ 
Tag सबोगूटीदगर्मावा ठिग्ानि-श्रमोर लानि, पिपासा 
सकिदिसदन शुक्रशोगिनयोरववन्ध , gre योने । उत्तरकाल- 
ल्क्षाअनि-लनयी Pea रोमराज्युदगमन्तया । अक्षिउइमाणि 
चाप्यस्याः सम्मी उन्ते aw ॥ अरासतदडर्दयतिशन्मादुद्विजनेऽ- 
शुमाए्‌ 1 प्रसेक सदन चापि गमिण्ण टिउमुच्चते ॥ 
तत्र विधिवत्परिरक्षगं site ॥ १०॥ 


प्रकृनिस्थ वातादि दोप, रमरकाटि घातु तथा मळ और 
स्तन्यादि उपधातुर्ओं की aaa से रक्षा करनी 
चाहिये ॥ १०॥ 


अत उर्थ्यमेपां दीणलक्षणं वच्यामः-तत्र+ वातत्तये 
मन्द्चेष्टताऽलपवाक्समम्रहर्पो मूढसंज्ञता च । पित्तकषये 
मन्दोष्माशिता निष्प्रभत्व॑ च । श्लेष्मक्षये HUST: 
दाह आमाशवेवरशलेष्माशायशून्यता सन्विशेथिल्यं 
तृष्णा दोबेल्यं प्रजागरणं च ॥ ११॥ 

इसके अनन्तर क्षीण वातादि दोषों के लक्षण कहते हैं- 
वात के क्षीण होने पर-शारीर की चेष्टठाओं का मन्द होना, 
बोलने की शक्ति अल्प हो जाना, सन की प्रसन्नता का अभाव 
तथा संज्ञा का अर्प होना ये लकण उत्पन्न होते ह पित्त के 
afin होने पर-शरीर की गरमी और पाचकाशि सन्द हो जाती 
है तथा शरीर प्रभा हीन हो जाता हे । शढेष्मा के क्षीण होने 
पर-सम्पूर्ण शारीर मे STAT, शरीर के भीतरी अङ्गां में दाह 
तथा आमाशय के अतिरिक्त अन्य दलेप्मा के आइयो में 
शून्यता प्रतीत होती है, एवं सन्धियो सें शिथिलता, वार वार 
प्यास लगना, देह मे दौर्वल्य एव निद्रा का न आना ये लक्षण 
उत्पन्न होते ह ॥ ११ ॥ ° 

विमशै'--प्रमा-भरीर के तेज ( Lustre ) को अभा? कहते 


ठ । छ्लेप्माशया --उर कण्ठशिर क्लोमपर्वाग्यामाशयोर स । मेदो 


gma जिहा च कफस्य सुतरानुरः ॥ क्षीणा जहति स्व fern 
कर्मण. प्राझताद्वानिर्वैद्धि्वा$पि विरोधिनाम्‌। ( चरक ) 1 


तत्र स्वयोनिवर्धेनान्येव प्रतीकारः ॥ १२॥ 

इन दोपों की क्षीणावस्था में इन दोषों की उत्पत्ति को 
करने वाले zeit का ही रयोग करना ही प्रतीकार या 
चिकित्सा है ॥ १२॥ 

विमक्षे.-_““वातव पुन झारीगा समानगुण समानशुणमूयि- 
dat वाख्वादारविद्दारेरभ्यस्यमानेबृद्धि प्राप्नुवन्ति, कर्मापि यद्यदस्य 
धातोदुदिकर तत्तदासेन्यम? (चरक ) । वातक्षये streets 
कहुकादिभि- । पित्तक्षयेषपि कडकैरुप्णेने लवणादिभिः ॥ क्षीरादिभिः 
स्निग्वशौतै प्रतिकुर्यात्‌ कफक्षये । अन्यच--वातक्षये कर्डतक्तकपाय- 
सख्कल्उक्षीतानान, | पिप्तक्षये5म्ललवणकड्कक्षारोप्णतीद्गानाम्‌ । 
ब्लेप्सक्षत्रे स्निग्वयुरुमधुग्सान्दपिच्छिळाना द्रव्याणाम्‌ | (वरक) | 

carga हृत्पीडाकम्पशून्यतास्तृष्णा च । शोणित- 
चये त्वकपारुष्यमम्लशीतप्राथेना सिराशेथिल्य च | 
मांसक्षये रिफग्ण्डौ्ठोपस्थोदवच्ःकक्तापिणिडकोद्र 
ग्रीवाशुष्कता रौच्यतोदो गात्राणां सदनं घमनीरौथिल्यं 
न । सेदःचये प्लीहाभिवृद्धिः सन्धिशूत्यता ded 
सेढुरमासप्राथेना च। अस्थिक्येऽस्थिशूल दन्तनख- 
भङ्गो Dei च। मञ्नक्तयेऽल्पशुक्रता पवेभेदोऽस्थि- 
निस्तोदोऽस्थिशूत्यता च । शुक्रक्तये मेढ्द्रपणवेद्नाऽ- 
शाकतिमेथुने चिराद्वा प्रसेकऽ प्रसेके चाल्परक्तशुक्र- 
दशेनरम्‌ ॥ १३॥ 

रस के क्षीण होने पर--हदय में पीड़ा, Tals या इस्तपाद- 
कम्प, erat की शूत्यता तथा प्यास ये लक्षण होते हैं! रक्त के 
aim होने पर-त्वचा में कठोरता ( खुरदुरापन ), अम्छ तया 
ook पढाथों के खाने की इच्छा तथा सिराओं ( धमनियों ) 
3 शिथिळता ये wen उत्पन्न होते हैं। नास के क्षीण होने पर- 


अध्यायः 4y | 


स्फिक्‌ ( नितम्वग्रदेश ), कपोल, ओष्ठ, जननेन्द्रिय, ऊर, 
वक्ष' we, कक्षा, पिण्डिका (जाँघया पिण्डळियाँ ), उद्र और 
sta ये स्थान सूल जाते हैं तथा रूत्तता, FE FARA की सी 
पीड़ा, शरीर सें पीडा ओर धमनियों सें शिथिलता ये लक्षण 
उत्पन्न होते हे । मेदोवातु की क्षीगता में-प्लीहा की वृद्धि, 
सन्धियों में शून्यता, saat और स्निग्ध सांस या मेद्स्वी 
प्राणियों के मांस खाने की इच्छा होती हे 1 अस्थि धातु कौ 
क्षोगता में-अस्थियों में शूळ, दन्त और नाखूनों का दृटना तथा 
रूचता ये लक्षण पेदा होते हे । मज्जा की क्षीगता में-शुक्र का 
कम होना, जोडों में भेदन सी पीडा, अस्थियों में सुई चुभोने की 
सी पीडा और अस्थिशून्यता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। शुक्र 
के क्षोण होने पर-मेढू ( लिङ्ग) तथा छुपण सें वेदना, aya 
करने में अशक्ति अथवा मेथुन करने पर भी देरी से वीर्य का 
निकलना और निकले हुये खाव में कुछ रक्त तथा शुक्र का 
दिखाई देना ये छक्तण उत्पन्न होते हे ॥ १३॥ 

विमर्शः--शुकक्षये चरक -क्षयमपि चोपगच्द्ति रेतसि 
मेथुनमापच्मानस्य न शुक्र प्रवतेते अतिमात्रोपक्षोणरेतस्त्वात्‌ । 
तथाऽस्य वायुर््यायच्ळ्मानस्यैर waar ज्ञोणितवाहिनी- 
स्ताभ्य झोणित प्रच्यावयति । तच्छुक्रक्षयादस्य पुन शुक्रमार्गेण 
शोणितं saat वातानुसतलिङ्गम्‌। ( च० नि० )। 


तत्रापि स्वयोनिवर्धनद्र्योपयोगः प्रतीकारः॥। १४ 


धातुओं का क्षय होने पर भी अपनी २ उत्पत्तिको बढाने 


चाळे Feat का उपयोग करना ही प्रतीकार (चिकित्सा) है sen 


विमशः---तात॒ुक्षय में समानगुण तथा समानरुणभूयिष्ठ 
FRG और age कर्म करना श्रेयस्कर हे। मास 
मासेन, लोहित रोहितेनेव, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि ae 
णास्थना, मज्जा ASH, शुक YAN) समानयुणभूयिछोदाह्दरण यथा-- 
शुक्रक्षये क्षोरसर्पिषोरुयोगो मधघुरस्निग्यसमार्यानानान्चापरेषा 
द्रव्याणाम्‌। ( चरक )। 


पुरीषच्तये हृदयपार्श्वीपीडा सशब्दस्य च वायोरूष्यं- 
गमनं Fat सञ्चरणं च । मूतरत्तये बस्तितोदो$ल्पमूत्रता 
च । अत्रापि खयोनिवधेनद्रव्याणि प्रतीकार. | स्वेदक्षये 
स्तव्धरोमकूपता त्वकशोषः स्पशेवेगुणयं स्वेदुनाराश्च | 
तत्राभ्यद्गरः स्वेदोपयोगश्च ॥ १५ ॥ 
पुरीष ( मछ ) के क्षय होने पर-हृद्य और पार्श्व में पीडा, 
शब्दयुक्त चायु की ऊपर की ओर गति तथा उद्र से चायु का 
सञ्चार होता है। मूत्नक्षीगता में-वस्ति में सुई चुभोने की सी पीडा 
तथा सूत्र कम आता हे । नळ और मूत्नक्षय की अवस्था में भी 
स्वयोनिवर्धकद्रच्यों का उपयोग करना चाहिये । स्वेदक्षय होने 
पर-रोसकूप wey (ag) हो जाते है तथा त्वचा में शुष्कता, 
स्पर्शज्ञान में विकृति और स्वेदनारा हो जाता हे । इस अवस्था 
में dat द्वारा शरीर में अभ्यङ्ग और स्वेदनकर्म करना चाहिये ॥ 
विमर्श---मूतरक्षयेडन्यलक्षगानि-मूत्रक्षये Were मूत्रवेवरण्यमेव 
च ! पिपासा चायते चारप gas परिशुष्यति ॥ ( चरक ) । मल- 
क्षयलक्षगन्‌--मलानामतिषद्षमाणा दुलेक्ष्य लक्षयेत्‌ क्षयम्‌ | स्त्रमला- 
यनसञशोषतोद यून्यत्वलाषवै ॥ (वाग्भट) । पुरीपक्षये--जुल्मापमा- 
पङुष्माण्डाऽजमध्ययवशारधान्यान्छानान्‌। AAT पुनरिक्षुरसवा- 


सूत्रस्थानम्‌ | 


ue 


रुगीमण्डद्रवमधुशाम्लल्वणोपक्‍लेदिनाम्‌ । ( चरक ) । SEAR 
पता-त्वचा में तेळग्रन्थियां तथा स्वेद्मन्थियाँ होती हैं। 
इनसे त्वचा पर चिकना पदार्थ निकला करता है जिससे 
aay चिकनी, कोसळ और चमकयुक्त रहती हे । स्वेदक्षय में 
रोमकूर्पा के अवरुद्ध हो जाने से उक्त ग्रन्थियों का चिकना 
स्राव त्वचा पर नही पहुंचने से वह शुष्क हो जाती है। तथा 
च वाग्भट --लेदे रोमच्युति , स्तव्मरोमता, स्फुटन त्वच । स्वेद- 
क्षयचिकित्सा-अभ्यज्वव्यायाममथस्वप्ननिवातशरणस्वेदे । (अ सं-)1 


आत्तेवक्षये यथोचितकालादशेनमल्पता वा योनि- 
वेदना च । तत्र संशोधनसारनतेयानां च द्रव्याणां विधि- 
बदुपयोगः | स्तन्यत्तये स्तनयोर्म्लानता स्तन्यासम्भवोऽ- 
ल्पता वा। तत्र श्लेष्मवर्धनद्रञ्योपयोगः । गर्भेक्तये 
गर्भास्पन्दनमचुन्नतकुच्तिता च । तत्र प्राप्तबस्तिकालायाः 
चीरबस्तिप्रयोगो सेध्यान्नोपयोगञ्चेति॥ १६ ॥ 


स्री के आतेव के क्षीण होने पर-उचित समय पर रजःखाव 
नही होना तथा होने पर अल्पसात्रा सें रज का निकलना 
तथा योनिवेदना ये लक्षण उत्पन्न होते Sl आतेवक्षम में- 
विरेचन और उत्तरवस्ति द्वारा संशोधन तथा तिळ, sez, 
और सुरा आदि आग्नेय द्वव्यों का यथाविधि प्रयोग करना 
चाहिये । दुग्ध के क्षय होने पर-स्तर्ना सें ढीलापन या झुर्रियों 
का पड़ना, दुग्ध का अभाव अथवा अल्प आना आदि लक्षण 
होते है। स्तन्यक्षय रोग में-कफवर्छक zeit जैसे अएवर्ग, 
विदारीकन्द, वाराहीकन्द, शतावर का प्रयोग करना चाहिये । 
गर्भ के क्षीण होने पर-गर्भ के स्पन्दन का अभाव तथा माता 
की af ( उद्र) का उभार नहीं होना आदि लक्षण उत्पन्न 
होते है। ऐसी स्थिति में aot के आठवां मास De हो जाय 
तो क्षीरवस्ति का प्रयोग तथा मेध्य अन्न का सेवन करना 
चाहिये ॥ १६॥ 

विमर्ः--आग्नेयद्रन्योपयोगो TMT मत्स्यकुलत्थाम्शति- 
रमापसुराहिता" । पाने मूत्रमुदश्भिच दधि शुक्तञ्च भोजने ॥ स्तन्य- 
परिभाषा-~एसप्रसादो मधुर पक्बाह्ारमिमित्तञ ङत्स्वदेदात्‌ स्तनौ 
प्राप्य स्तन्यमित्यमिवीयते ॥ गर्भास्मन्ठनेन-~तर्भेस्य स्मन्दनाभाव , 
ईपत्स्पन्दन चिरात्स्यन्दनश्चेति त्यों भावा Tora गर्भक्षयचि- 
कित्सा-मेध्यान्नोपयोग--मेवाय यज्ञाय दित मेष्य तदेवान्न येष्यान्न 
क्षीरसर्पिश्‍छागादिकमित्येतत. ( हाराणचन्द्र. ), गर्भस्तवामगर्मेंगेति 
चरक । तथा पयसा रसानामामगर्भाणा च गर्भवृद्धिकर', आपमगर्मे- 
रसेन चारनीयात., तानेव च तत्र BAT भक्षयेत्‌। 

अत उध्येमतिवृद्धानां दोपधाठुमलानां लक्षणं 
वद्धयामः | वृद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवर्धेनात्युपसेव- 
नाइबति ॥ १७॥ 

अब इसके पश्चात्‌ अतिङ वातादि दोप, रसरक्तादि 
धातु तथा विण्सूत्रादि मलों के लक्षण कहते ह। इनकी डदि 
इनकी उत्पत्ति करने चाळे रन्यो के अधिक सेवन करने 
से होती दे ॥ १७ tt हि , 

तत्र, वातवृद्धी वाक्पारुष्य काशय काप्एय TAG 
रणमुष्णकासिता निद्रानाशोडल्पवलत्य MST च। 


६० 


पित्तवृद्धी पीतावभासता सन्तापः शीतकासित्वमल्प- 
निद्रता मूर्च्छा वलद्दानिरिन्द्रियदौबेल्यं पीतविरमूत्रने- 
त्रत्वंच। ATA शौक्ल्यं शीत्यं स्थेय्ये गौरवमबसाद- 
स्तन्द्रा निद्रा सन्ध्यस्थिविशलेपञ्च ॥ १८ ॥ 


इनमें से वायु की वृद्धि होने पर-वोलने म॑ कर्कशता, शरीर 
की कृशता और कालापन तथा St में फडकन, SH आहार 
और विहार की इच्छा, निद्रानाश, वळ की अद्पता तथा 


विष्ठा सें गाढापन ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। पित्त की वृद्धि में- 


त्वचा का पीळापन या उस रोगी को सर्व दृश्यों में पीतिमा 
का भास होना, देह में सन्ताप, शीत आहार और विहार 
के सेवन की इच्छा, निद्रा का कम आना, कभी २ axst 
होना, शारीर के वळ की हानि, erat की अथंग्रहण सें 
दुर्बलता तथा विष्ठा, सूत्र और नेत्रो में पीलापन ये लक्षण 
उत्पन्न होते हैं । कफ की वृद्धि में-समस्त शरीर अथवा नख 


और नेत्रपळकों में सफेढी दीखना, शीतळ शरीर रहना, देह 
सें स्थिरता, भारीपन, शारीरिक और मानसिक अवसाद, 
ग्लानि, तन्द्रा, frst, संधि और अस्थियाँ में शिथिलता ये 
लक्षण उत्पन्न होते हें ॥ १८॥ 

विमशे'--निद्रा इछेष्मतमोमवा' निद्राहेतुत्तम, यदा तु 
मनति क्लान्ते कर्मात्मन क्लमान्त्रिता । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा 
स्वपिति मानव ॥ अन्यञ्च-रठेष्मावृतेपु dies श्रमादुपरतेष च । 
दन्द्रियेष सकर्मस्पों निद्रा विशति देहिनम्‌॥ ( अ० स० )। तन्द्रा 
Sanit जुम्मण कलम । Prana 
यस्येहा तत्य तन्द्रा विनिदिक्ेत्‌ ॥ 


रसो$तिबृद्धो हव ोत्कलेदं प्रसेकं चापादयति | रक्त 
रकाङ्गाक्तितां सिरापू्णत्वं च । मांसं रिफिगस्डोपो- 
पस्थोरवाहुजद्वासु वृद्धि गुरुगात्रतां च । मेदः स्निग्धा- 
Te कासश्चासादीन्‌ दौर्गन्ध्यं च 
अरथ्यथ्यस्थीन्यधिदन्तांश्च | मजा सर्वाङ्गनेत्रगीरवं च | 
शुक्रं शुक्राइमरीमतिप्राहुर्भाचं च ॥ १६॥ 

रस की अधिक वृद्धि होने से--हठय सें sade ( मिच- 
छाहट ) तथा मुह से लार का टपकना ये लक्षण होते हॅ । 
अनि बृद्ध रक्त-दारीर के अङ्ग तथा नेत्रा में लालिमा और 
सिराओं में रक्त की अधिक पूर्ति करता हे । अधिक वढा हुआ 
मास--नितस्ब, गण्ड ( कपोल ), ओष्ठ, सूत्रेन्ट्रिय, seta, 
चाहु और जद्ाओ ( पिण्डलिकाओं ) में अधिक वृद्धि तथा 
शरीर में भारीपन पेढा करता हे । अधिक बढी हुई मेदोधातु-- 
शरीर से agi at अधिक स्निग्धता, saz और पसवाडों की 
ale, कास, श्वास, दारीर मे दुर्गन्धि ये लक्षण उत्पन्न करती 
हृ 1 अधिऊ वृद्ध अस्थि--चणकास्थियों तथा अधिदन्तों को 
उत्पन्न करती है। जतिदृद्ध मज्ता-शरीर के समस्त अङ्ग तथा 
विद्वेपफर नेत्रों में शुरुता उत्पन्न करती 21 अधिक वढा 


हना घुक-शुक्राश्मरी तथा चीर्य का अधिक पात करता है ॥१९॥ 


विमर्शः--अध्यत्थि-अधिकमस्थि अध्यस्थि | अस्थियों का 
स्वाभाविक आकार से मोटा होना इसे Hyper trophy 


aw. 


कहते हं । 
युरीपमाटोपं ST शूलं च । मूत्र मूत्रवृद्धि ye 


Se: प्रवृत्ति बस्तितोदमाध्मानं च । स्वेदस्वचो दोगे" 
न्ध्यं कण्डूं च ॥ २० ॥ 

अधिक वढी हुई विष्ठा--पेट से आटोप (अफारा ) तथा 
शूळ उत्पन्न करती है। अधिक वढा हुआ मूत्र -सूत्रवृद्धि 
(ज्यादा मात्रा सें मूत्र निकलना अथवा Hydrocele ), चार 
वार मूत्र की safe, वस्ति में सूई चुभोने की सी पीडा _ और 
आध्मान इन ळचाणों को पेंदा करता हे । अधिक मात्रा में वृद्ध 
खेद--स्वचा में दुर्गन्धि और खुजली उत्पन्न करता है ॥ २०॥ 

विसर्ञ्चः--आटोपो युट्युडागव्ड , आध्मानलक्षगम्‌--साटोप- 
मत्युप्रर्जमाध्मातमुदर बुजम्‌ आध्मानमितिं त विद्याद्वोरं वात- 
निरोधजम्‌ ॥ आध्मान को Tympanihs कहते हैं । 

Saag मदँमतिमरवृत्ति दौर्गन्ध्यं च । स्तन्यं स्तन- 
योरापीनत्वं मुहुमेंहुः प्रवृत्ति तोदं च। गर्भो जठराभि- 
वृद्धि स्वेदं च | २१ ॥ 

ana के अधिक वढने पर--अड्गों में वेढना, Gra का 
अधिक होना और दोर्वल्य उत्पन्न होता हे । अधिक डद 
दुग्ध-स्तर्नो में स्थूलता, वार २ दुग्ध की प्रबृत्ति तथा स्तनों 
सें सूई चुभोने की सी पीडा को करता हे seat हुआ उद्र 
को चढाता है तथा पसीना पेढा करता हे ॥ २१॥ 

तेपां यथास्वं संशोवन क्षपणं च क्षयादविरुद्धेः 
क्रियाविशेपैः प्रकुर्वीत ॥ २२॥ 

इन अधिक वढे हुये दोप, धातु और मलों का क्षय से 


अचिरुद्व यथाविहित विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन तथा 
क्षपण ( हास या संशमन ) करना चाहिये ॥ २२॥ 


विमशे--दोपों की चिकित्सा चरक से भी ऐसे हीहे। 


“वृद्धा क्षपयितन्या „ क्षोणा वर्थयितव्या , समा पालनीया ? क्षपण- 
वृद्धस्य तथा क्षपण कर्तञ्य यथाऽन्यठोपस्य धातोर्वा वृद्धि क्षयो वा 


न भवति, ( चक्र ) | अविरुद्धक्रिया--छिलन्नाविश्वादिभिर्तायु पित्त 
क्षीद्रफलत्रिके । कफ युडाद्रैकाचे उ जयेद्दोपात्रिरोधिभि ॥ 
पूर्वः पू्ोऽतिवृद्धत्वाठरधेयेद्धि परं परम्‌ । 
तस्मादतिम्रबृद्धानां धातूनां हासन हितम्‌ ॥ २३॥ 
पूर्व पूर्व धातु अधिक वढने से पर पर घातु को वढाती है 
इसलिये अति sax धातुओं का घटाना हितकारी होता है ॥२३॥ 
विम -पाग्भटेऽपि-पूर्वा वृद्ध ण्र कुर्याद्‌ वृद्ध क्षीणश्च 
wert । क्षययेद्‌ दृहयेच्चापि दोपवातुमडान्‌ भिषक्‌ । तावद्यावद- 
रोग स्यान्नरो रोगसमन्वित ॥ किन्छु उत्तर वृद्ध घातु अपने पूर्व 
की धातु को चढाती है। तेन परोऽपि दृद्ध पूर्व वर्धयति, तथा 
परोऽपि क्षीण पूर्व क्षपयति, तथा पूर्व. क्षीण पर क्षपयति । 
बललक्तणं बलक्षयलक्षणं चात अरध्वेसुपदेच्यामः | 
तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां घातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ 
खल्योजस्तदेव वलमित्युच्यते, स्टशा्सिदान्तात्‌ ॥२७॥ 
अव इसके अनन्तर ASTIN तथा AST] लक्षण का 
वर्णन करते ह-रसादिक तथा शुक्रान्त धातुओं के उत्कृष्ट 
सार भाग को 'ओज? कहते है तथा अपने शाख की परिभापा- 
चुसार उसी का दूसरा नाम “ae है ॥ २४॥ 


अध्यायः १५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


६१ 


PPT. 


विसर्ग'-_वस्तुतस्नु ओज आर वळ दोनों भिन्न हैं। ओज 
कारण है ता वळ कार्य हे । ओज का रूप, रख और वर्ण होने 
से वह द्र्य हे किन्तु वळ इसका कार्य है। केत्रळ चिकित्सा की 
इटिन्ते कार्य और कारण से अभेद कर के दोनों को एक ही 
सान लिया है । 
तत्र वलेन स्थिरोपचितमांसता सर्च चेष्टास्तप्रति- 
घातः स्वरवणेप्रसादो चाह्मनामाध्यन्तराणां च करणा- 
नामात्मकार्यप्रतिपत्तिभवति ॥ २५॥ 
इस वळ से मांसधातु स्थिर तथा घुष्ट होती ह। मनुष्य 
सर्वे प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होता है तथा उसका 
स्वर और वर्ण प्रसन्न ( निर्मळ ) रहता है पं चाह्य ( हस्तपा- 
दादि ) तथा आभ्यन्तरिक मन, डुदि आदि कर्म और 
feat अपने २ कार्य को करने में उत्तमळ्प से प्रवृत्त होती हैं २ 
भवन्ति चात्र 
ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्लं शीतं स्थिरं सरम्‌ | 
विविक्तं we मत्स च प्राणायतनय्युत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
देहः सावयवस्तेन व्यातो भवति देहिनाम्‌ | 
तदभावाब दीर्यन्ते शारीरागि शरीरिणाम्‌ ॥ २७॥ 
ओज-सोसात्मक ( सौम्य ), स्निग्ध, gee, शीतवीर्य, 
स्थिर, ग्रसरणञीळ, विविक्त अर्थात्‌ श्रेष्ट ग्रुणयुक्त, कोमल, 
पिच्छिल और यागो का उत्तम आधार है। मनुय्यों का सर्व 
अवववयुक्त दारीर इस ओज से व्याप्त रहता है। इस ओज का 
शरीर में अभाव हो जाने से Age की देह विनीर्ण (az) 
हो जाती हें ॥ २६-२७ ॥ 
विमर्णः--वरके ओजतर्णन यथा--हृदि निष्ठति यच्छुञ्र रक्त- 
मौपत संपीतऊन्‌। ओज oR सख्यात carat विनञ्यत्ि॥ 
अमरः फलपुष्पेभ्यो यथा सञ्जिगते-नधु। ais झरीरेभ्यों जगे 
सहिवते orn किसी ने ओज को उपधातु माना है--ल्वेदो 
ORIN केनास्तयगीजश्च सप्तमम्‌ | इति थातुभवा या एते सप्तो- 
प्रधातवः। वाग्भट ने ओज को शुक्र का मळ माना ! है-कफ- 
पित्त मल SI cast नखरोन च। स्नेददोऽश्षित्रग्विजामोजो 
वावूचा क्रमशो माः aaa स्थान--सर्व मत से हृदय है 
तथापि वह रक्त के साथ सारे शरीर सें व्याप्त होकर रहता हे । 
हृदवस्थमप्रि व्यापि ततर जीवितास्यदम्‌ । कळ आचाय ने ओज 
के दो मेद किये हें, पर और अपर । पर ओज--अष्टविन्द्वात्मक 
होता है तथा उसका स्थान हृठय हे किन्तु अपरओज--अञ्जळि 
परिमाणात्मक किवा अर्घाअळिपरिमाणात्सक होता हे तथा 
वह हद्याश्रित घसनिर्या से रहता हे म्रागात्रयस्योजसोष्टी 
विन्दवों छठयाश्षया । अध्विन्दुप्रमाण तदीपद्रक्त सरीतकस्‌॥ afa- 
सोमात्मकत्वेन fear वर्णितळ तठ.॥ चरके चकपाणि.--एतेन दि- 
विवमोजों दर्शयति, cana) तत्रा्लिपरिमाशमपरमल्यप्रमाणन्तु 
परम्‌ । सति fe परे चापरे चौजसि परस्येति विशेषण सार्थक भवति 
न तेझरूपे । अर्पाक्लिपरिमितस्थौजसों धमन्य एव हृट्याब्रिता 
स्थानम्‌ | तथा प्रमेदेऽांशळिपरिमितनेवीज. क्षीयते नाष्टविग्दुकन । 
अस्य दि faferatsis मरण मवति प्रमेहे लोजनक्षये जीवत्येव 
तावत्‌ 1 ओज श्रयलक्षगमपि अर्वाथल्योज श्वय एव बोद्धव्यम्‌! 
ओज शब्दश्च यद्यपि रसेऽपि वर्तते, यदुक्त रसश्रौजः सख्यात ; 


इति, तथापि इद्द सर्व गाठुसारमोजोऽमिधीयते । Gass उपधातुरूप 
केत्रिटाइ- । बातु्दि वारणषोषणयोगाद्भवत्ति, ओजस्तु, देदथारकमपि 
न ढेहपोपकं तेन नाष्टमो adds ! केचित्तु शुक्रविदेषमोज पराइ , 
तचच न मन. प्रीणाति । ओजसो eam -शुरु शीत मृदु seat 
age मधुर स्थिरम्‌ । प्रसन्न पिच्दिछं रिनिग्वमोजो aor स्मृतम्‌ ॥ 
पाश्रात्त्य विद्वानों ने स्वरूप और कार्य के अनुसार ओज को Fra 
भिन्न २ रूप से माना हे । न० १ घुपणसार ( Internal secer- 
tion of the testicles ) fo २ वीजकोपसार ( Internal sec- 
retion of the overy ) नं० ३ अष्ठीलासार ( Prostatic secre- 
tion) नं० ९ पीयूपग्रन्थिसार (Pitutrine) Fo ५ जीवनीयद्वन्य 
( Vitamins ) नं०६ अल्यूमीन ( Albumin ) so ७ द्राक्षाश- 
करा Glycogen). 

अभिषातात्‌ क्षयात कोपाच्छीकाड-यानाच्छमात्‌ क्षुघ:। 

ओजः सडधक्षीयते ह्येभ्यो घातुग्रहणनिःस्ततम्‌ | 

तेजः समीरितं तस्माहिलसंसयति देहिनः ॥ १८ ॥ 

चोट छगने से, धातुओं के कय से, क्रोध करने से तथा 
शोक, ध्यान ( चिन्तन) और परिश्रम करने से तथा भूख के 
कारण ओज का क्षय होता ह। इस तरह वायु से प्रेरित 
( समीरित=चलायमान ) तेज (ओज) धाहुग्रहण स्थान 
अर्थात्‌ हृदय और धमनियों से निकळ कर प्रागिर्या को अपने 
प्राकृतिक कार्या से वञ्चित कर देता हे ॥ २८॥ 
विसर्वाः--यातवो Dard एभिरिति घातुत्रहणानि वक्ष्यमाणानि 

्रोतासि तेभ्यो नि.खतन्‌। 


तस्य fear व्यापत्‌ क्षय इति लिङ्गानि व्याप- 
ज्ञस्य भवन्ति | सन्धिविश्लेपो गात्राणां सदनं दोप- 
च्यवनं क्रियाऽसन्निरोधश्च विस्रसे | स्तव्धशुरुगात्रता 
वातशोफो वर्णभेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ने | 
मूर्च्छा मांसक्षयो मोहः प्रलापो मरणमिति च क्षये ॥ 
व्यापन्न ( विकृत ) हुए ओज के fete, व्यापत्‌ और शय ये 
लक्षण होते हैं। विज्लस में सन्धियों का विश्ेष (Dislocation), 
शरीर के अङ्गां में पीड़ा, वातादि दोपों का अपने स्थानों से 
च्यवन ( भ्रष्ट ) होना तथा शारीरिक, मानसिक और वाचिक 
क्रियाओं का ठीक नही होना ये wa होते ह। ओज की 
व्यापत. में--शरीर के अङ्गां का Fae तथा भारी होना, 
वातिक शोथ, देह के वर्ण का बदलना, ग्लानि, तन्द्रा और 
निद्रा ये लक्षण होते हैं। ओज के क्षय में-सूच्छा, मांसक्षय, 
मोह, प्रलाप और मरण तक हो सकता हे ॥ २९॥ 
भवन्ति चात्र— 
त्रयो दोषा वलस्योक्ता व्यापदिस्नंसनक्षयाः | 
विश्लेषसादी गात्राणां दोपविखंसचं श्रमः | 
अप्नाचुय क्रियाणां च बलविस्रंसलत्तगम्‌ ॥ ३०॥ 
व्यापद्‌, विखंस और क्षय ये वळ (ओज ) के तीन टोप 
कहे गये हे । अङ्ग या सन्धियाँ का विश्केष तथा उनमे पीढ़ा, 
वातादि दोषों का स्थानभ्रष्ट होना, थकान तथा ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय और मळ, सूत्र, चास, रक्तसंवहन आदि fait 
की प्रवृत्ति न होना ये वलविश्षत के war हे ॥ ३०॥ 


द्ष्रे 


गुरुत्वं स्तव्धताःज्ञेषु ग्लानिवेणेस्य भेदनम्‌ | 
तन्द्रा निद्रा वातशोफो बलव्यापदि लक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अङ्गा में भारीपन, स्तव्धता तथा म्लानता, शरीर के चर्ण 
में भेद, तन्हा, निद्रा और वातिक शोफ ये वरक्षय के ल्चण EU 


मूर्च्छा मासक्षयो मोहः प्रला पोऽज्ञानमेच च । 
पूर्वोक्तानि च लिङ्गानि मरण च बलत्तये ॥ ३२॥ 
सूच्छी, मांसचय, मोह, प्राप, अज्ञान और पूर्वोक्त SIM 
तथा मरण ये वलक्षय के रक्षण ह ॥ ३२॥ 
aa विखंसे व्यापन्ने च क्रियाविशेपेरविरद्वेवेल- 
माप्याययेत्‌ | इतरं तु मूढसज्ञ बजयेतू ॥ ३३ ॥ 
इनमें से faa और व्यापद्‌ की अवस्थाओं में विशेष 
क्रियाओं से जो कि शरीर के वळ, दोप और अग्नि के विपरीत 
न हो रोगी के चळ को बढाना चाहिये। ओज क्षय के क्षीण 
सञ्ञा वाळे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ३३॥ 
विमर्शः--क्रियाविशेषे -जीवनीयोपधक्षोररसाथास्तन्न भेपजम्‌'। 
( वाग्भट ) 
दोपधातुमलक्षीणो बलक्षीणोऽपि वा नरः | 
स्वयोनिवर्धन यत्तदन्नपानं प्रकाडक्षति ॥ ३४ ॥ 
चातादि दोपों की क्षीणता, रसादि धातुओं की क्षीणता, 
विण्मृत्रस्वेदादि मर्ला की क्षीणता तथा वळ (ओज) की 
क्षीणता में रोगी अपनी अपनी उत्पत्ति को करने वाले अन्न 
और पान की आकाक्षा करता है ॥ ३४॥ 
विमश--अवान्‌ मुदगान्‌ हरेणूश्व रूक्षञ्च लघु भोलनम्‌। 
कपायबद्धतिक्तत्ञ वातक्षीणो$भिफाटक्षति ॥ तिल्मापऊुलत्यादिपि- 
। ्टान्नमिळर्ति तवा । मस्तुशुक्ताम्लतक्रागि पित्तक्षीगस्तथा दधि ॥ मास 
माहिपवाराहमाज शुटशुरूणि च। इलेप्मक्षीणोऽभिळषति क्षीर- 
सप्नदधीनि च ॥ इक्षुं मासरस मद्यमधुतर्षियुडोढकम्‌ | असुङ्मास 
यवागू्च रसक्षोगोऽभिकादक्षति ॥ इत्यादि, शेपइलोका टल्हण- 
टीकाया द्रष्टव्या । 
यद्यदाहारजातं तु क्षीणः प्रार्थयते नरः | 
तस्य तस्य स लाभे तु त त॑ कुयमपोहति Ul ३५॥ 
क्षीण ager जिस जिस आहार की आकांक्षा करे उस उस 
प्रकार के आहार समुदाय के ग्राप्त हो जाने से उसी क्षय का 
नाश हो जाता है ॥ ३५॥ 
यस्य धातुचयाद्वायुः संज्ञां कमे च नाशयेत्‌ | 
पर्णं च वलं यस्य नासौ शाक्यश्चिकित्सितुम्‌ ॥३६॥ 
जिस रोगी के agar होने से चायु कुपित होकर संज्ञा 
तथा शारीरिक क्रियाओं को नष्ट कर देती है और जिस रोगी 
का शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक वळू नष्ट हो गया हो 
उसकी चिकित्सा करना शाक्य नहीं हे ॥ ३६॥ 
रसनिमित्तमेव स्थौल्य काश्यं च । तत्र श्लेष्मला- 
द्वारसेविनोऽध्यशनशीलस्याव्यायामिनो दिवास््रप्नरत- 
स्य चास एवान्नरसो सघुरतरश्च शारीरमनुक्रामन्नति 
स्नेहान्मेदो जनयति | तदतिस्थौल्यमापाद्यति | तम- 


सैश्रुतसंहितां | 


TT 


तिस्थूलं कुट्र्ासपिपासाक्लु रूनप्नस्वेदगात्रदौर्गन्ध्यक्रथ- 
नगात्रसाद्गट्वढत्वानि चिप्रमेवाविशान्ति, सौकुमार्या- 
न्मेदसः सर्वेक्रियास्ससमर्थ, कफमेदोनिसुद्वमार्गत्वा- 
घाल्पव्यवायो भवति, आव्रृतमागेत्वादेच शोपा धातेवो 
€ ~ 
नाप्यायन्तेऽस्यर्थमतोऽल्पघ्राणो भवति, प्रमेहपिडकाज्व- 
रभगन्द्रविद्रधिवातविकाराणामन्यतमं प्राप्य पञ््चत्वसुः 
पयाति | wa एव चास्य रोगा बलवन्तो भवन्त्यावतमा- 
गेत्वात्‌ स्रोतसाम्‌ , अतस्तस्योत्पत्तिददेतु परिहरेत्‌ ॥३७॥ 
आहार रस के कारण ही मनुप्य में स्थूळता तथा कृराता 
उत्पन्न होती है। anaes आहार सेवन करने वाले, 
अध्यशन ( भोजन के ऊपर भोजन) करने चाले, व्यायाम 
नहीं करने वाळे तथा दिन मे शयन करने झा स्वभाव वाले 
मनुज्य का ठीक तरह से नही पचा हुआ अधिक मधुर आमरस 
समग्र शरीर में भ्रमण करता हुआ अतिस्निग्व होने से मेदो- 
धातु को उत्पन्न करता हे तथा चह उत्पन्न मेटोधातु शरीर को 
अधिक स्थूळ वना देती हे। इस तरह अधिक स्थूळ हुये 
मनुष्य से द्रश्वास, पिपासा, छुधाधिक्य, निद्रा, स्वेट, शरीर 
सें दुर्गन्धि सहसा श्वास का रुक जाना, अङ्गां की पीडा या 
थकान ओर गद्गद्‌ चाकू (अच्यक्तवचन) ये लक्षण उत्पन्न हो 
नाते है। मेठोधातु के सुकुमार होने से वह मनुष्य सर्वप्रकार 
की शारीरिक चेष्टाओं ( क्रियाओं ) मे असमर्थ हो जाता है। 
कफ और मेदोधातु से शुकवह ख्ोतसों के निरुद्ध हो जाने 
से स्त्री-सम्भोग करने मे अधिक समर्थ नही होता है तथा 
अन्य रसादिवाहक खोतसों के मार्ग भी आघत (घिरे हुये ) 
हो जाने से शेप उत्तरोत्तर sat अधिक पुष्ट नही होती हुँ 
जिससे वह रोगी अल्प जीवनशक्ति वाळा हो जाता है। 
जीवन शक्ति च्याधिक्षमता ( Immunity) के अल्प हो 
जाने से वह व्यक्ति प्रमेह, भमेहपिडका, ज्वर, wire, विद्रधि 
और वातविकार इन रोगों मे से किसी एक रोग को प्राप्त कर 
सत्यु को ma होता है। मेढ से रसादिवाहक खोतसों के 
मार्ग अवरुद्ध होने से ,माय* सभी रोग बलवान होते हैं 
इसलिये मेदोधातु को बढ़ाने वाले सभी आहार-विहार आदि 
कारणों को परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३७॥ 
_ विमर्श --अऱ्यत्नलक्षणस---युक्तस्योपरा भोजनमध्यशनमः 
किंवा--अजीणे भुज्यते यन्तु तदध्यगनमुच्यते। क्रथनलक्षणमू-- 
AY हि यो$मस्मात, स क्राव क्रथनञ्च तत्‌। क्षद्रश्वास- 
लक्षणम्‌-- किज्निदारभमाणस्य यस्य श्वास प्रवर्तते । निपण्णस्येति 
नान्तिञ्च स क्षुद्र इतिसञ्जित ॥ अतिस्थीरयस्वाष्टी दोषा -अततिस्थू- 
छस्य तावदायुपो हासो जवोपरोधकृच्छूज्यवायता, दौव॑त्य, Dates 
स्वेदाबाध , क्षुदतिमात्र पिपासातियोगश्चेति भवन्त्यष्टौ दोपा । 


उत्पन्ने तु शिलाजतुगुग्शुलुगोमूत्रत्रिफलालोहर- 
जोरसा्जनमधुयबझु्ककोरदूपकश्यामाकोददालकादीनां 
विरूच्णच्छेदनीयानां द्रञ्याणां विधिवदुपयोगो च्या- 
यामो लेखनवस्त्युपयोगऱचेति | ३८॥ 
अतिस्थौल्य रोग के उत्पन्न हो जाने पर शद्ध शिलाजीत 
शुद्ध TUy, गोमूत्र, त्रिफलाचूर्ग, लो हभस्म, ae कहद, 
यव, मृग, कोरदूपक (कोदोधान), श्यामाक, उद्दाळक (zz) 
® x 


अध्यायः १४ 


weer re 


आदि विर 
चाहिये त॑ 
हितकर ह" . 

Greta कवाथसम क्षीर पाद पक्त्वा 
यदा धनन्‌ । तटा रसान स्यात शो परम दितम्‌ ॥ अन्यच्च- 
रसगर्म रसाशनम्‌ । “उट कान्न विखक्षगीयानान? (चरक)। छेद" 
नलक्षगं यथा--ड्लिष्यन्‌ कफादिकान्‌ दोपानुन्मूल्यति aera 
छेदन तयथा क्षारा मरिचानि शिळाजतु ॥ ( शाईघर ) । ठेखन- 
वस्तिगरिचय--त्रिफटाक्वाथगोमूत्रक्षद्रक्षारसमन्विता" । ऊपकादि- 
प्रतीवापा वस्तयो लेखना स्मृता ॥ चरके स्टीटपहरा सामान्यो- 
पाया aa चापतर्षग श्रेष्ठ स्थूळाना कर्ष गन्प्रति। बातब्तान्यन्रगानानि 
ब्लेप्ममेदोहराणि च ॥ Sgr वन्तउस्तीष्णा रुक्षाप्युदन॑नानि च । 
प्रजागर न्यवायत्र व्यायाम चिन्तनानि च॥ स्थौल्यमिच्छन्‌ परित्यक्तु 
क्रमेगाभिप्रवर्धयेद॥ व्यायमनित्यो Sarat यवगोंधूमनोजन | सन्त- 
aig sat: स्थौल्य सुम्त्वा विसुच्यते ॥ 

तत्र पुनर्वावलाहारसेविनो5तिव्यायामठ्यवायाध्य- 
यनभयशोकव्यानरात्रिजागरणपिपासाक्षुत्कपायाल्पाश- 
नप्रभूतिभिर्पशोपितो रसधातुः शरीरमननुक्राम- 
न्ल्पत्यान्न प्रीणाति, तस्मादतिकाश्य भवति, सोऽ- 
faa: क्षुत्पिपासाशीतोषगतरातवर्पेभारादानेष्वसहिः 
घुर्वातरोगप्रायोऽल्पप्राणश्च क्रियासु wala, खवासका- 
सशोषप्लीहोदराग्निसादशुल्मरकतपित्तानामन्यतममा- 
साद्य मरणमुपयाति | सर्व एव चास्य रोगा बलवन्तो 
भवन्त्यल्पप्राणत्वात्‌। चतरतस्योत्पत्तिहेठुं परिहरेत्‌।।३६। 

धातवर्द्धक FN का भोजन करने चाले, व्यायाम, स्तरी- 
सम्भोग, अध्ययन, भय, चिन्ता, ध्यान, रात में जागना, 
प्यास, GU, कपायरस और थोड़ा भोजन इत्यादि कारणों से 
उपशोपित रस धातु दारीर में पूर्ण रूप से श्रमण नही करती 
द तथा अत्पप्रमाण में होने से शरीर को पुष्ट नही करती है 
जिससे उस मनुष्य का रीर अत्यन्त इटा हो जाता है। 
वह अत्यन्त कुश सचुप्य-छुचता, पिपासा, शीत, sen, चायु, 
वर्षा और भारवहन में असमर्थ होकर वातरोगों से प्राय. 
पीडित तथा सर्व प्रकार के कायां मे अल्पशक्ति चाळा हो 
जाता है | इस प्रकार का मचुण्य-्वास, कास, शोप, प्छीहां- 
वृद्धि, उदरवृडि, अननिमान्ध, गुल्म, रक्तपित्त इनमे से किसी 
us रोग को प्राप्त कर मर जाता दै। उसकी Toi 
(Immonty ) अल्प होने से सर्व प्रकार के रोग वळवान्‌ 
होते हैं इसलिये शरीर को कृण करने वाळे आहार-वविद्दारादि 
कारणों का परित्याग कर देना चहिये ॥ ३५॥ 


ले का प्रयोग करना 


उत्पन्ने तु ॒पयत्याउश्वगन्धाविदारिगन्धाशतावरी- 
बलाऽतिवलानागवलानां मधुराणामन्यासां चौषघीना- 
सुपयोगः चीरदविषतमांसशालिपष्टिकयवगोधूमानां 
चच, दिवास्तप्नत्रह्मचर्यव्यायामत्वंहणवस्सुपयोगश्चेति ॥ 

कार्ब्य रोग उत्पन्न हो जाने पर--च्षीरकाकोली, अश्वगन्ध, 
विदारीकन्द, दातावर, BRA, अतिचळा, नागचळा तथा अन्ग 
मधुर रस वाळी ओपवियाँ का अयोग करना चाहिये । इनके 


थक 


सूत्रस्थानम्‌ | 


थाविधि सेवन करना | अतिरिक्त दुग्ध, टही, घी, मांस, जाळी और सांदी चांवळ, 


६३ 


जी, गेहूं इनका सेवन तथा दिन मे शयन, ब्रह्मचर्य, व्यायाम 
और gen ( वल्वद्धंक ) वस्ति का उपयोग करना चाहिये ॥४०॥ 

विमरदाः--चरक से सथ क्षीण तथा चिरक्षीण ऐसे कृ के दो 
भेद कर चिकित्सोपदेश किया है। तेपा सन्तर्पण asd घुनरा- 
रयानमोपथम्‌ | यत्तदात्वे समर्थे स्यादभ्यासे वा तदिष्यते॥ सद्य - 
क्षीणो हि सथो वे तर्पणेनोपचीयते । नर्ते सन्तर्पणाभ्यासाबचिरक्षी- 
णस्तु पुष्यति ॥ देढाञ्चिदोपमेषज्यमात्राकालाचुवर्तिना । कार्यमत्वरः 
माणेन भेषज चिरदुर्वले ॥ हिता मासरसास्तस्मे पयासि च तानि 
च । स्नानानि वस्तयोऽ+मङ्गातर्षणास्तर्पणाश्च ये ॥ स्वप्नो हपं सुखा 
शय्या मनसो निर्वृति शम ata नव मद्य आम्यानूपौटका 
रसा" ॥ स्निग्धमुद्दतेन स्नान गन्यमाटयनिपेवणम्‌ । शुक्ळवासो यथाः 
काळ दोपाणामतसेचनम्‌ ॥ रसायनाना वृष्याणा योगानासुपसेवनम्‌ | 
दत्वाऽतिकार्यमादत्ते नृणामुपचय परम्‌ ॥ अचिन्तनाच्च कार्याणा धुव 
सन्तर्पणेन च । स्तप्नप्रसद्गाच नरो वराह व पुष्पति॥ इहण- 
वस्ति --इहणद्व्यत कता्थम्तत्वल्कस्नेहसन्धये । युक्ताः खजप्रम- 
यिता वस्तयो ZEN मता, ॥ 

यः घुनरुभयसाधारणान्यासेवेत तस्यान्नरसः शारी- 
रमनुक्रामन्‌ समान्‌ धातनुपचिनोति, समधातुत्वान्म- 

सर्वी ० € क्त्पिपासाशीतो 

ऽ्यशारीरो भवति स्वेक्रियासु समर्थः क्लुत्पिपासाशीतो- 
षगवर्घातपसद्दो बलवांश्च | स सततमनुपालायितव्य- 
इति ॥ ४१॥ 


जो मनुष्य दोनों प्रकार के साधारण द्रव्य अर्थात्‌ न 
अधिक ea ( वातवर्द्धध ) तथा न अधिक den (कफ 
ade ) Feat का सेवन करता हो उसका अन्नरस दारीर मे 
परिश्रमण करता हुआ समान मात्रा मे धातुओं का वृद्धिया 
पोषण करता हे तथा समधातु होने से मध्य शरीर वाळा तथा 
सर्व प्रकार की चेष्टाओं (eat) को करने में समर्थ होता 
हे एवं oor, पिपासा, शीत, उप्ण, वर्षा और धूप को सहन 
करने वाळा तथा बलवान होता हे 1 ऐसे मध्यदारीरी मनुष्य 
का हितकारक आहार-विहार द्वारा सदा रक्षण करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 

विमर्श--एक्षण चेव मध्यस्य कुर्वीत सतत भिषक्‌ ( खु० )1 
दिनचर्या निशाचर्याशृठचर्या यथोदिताम्‌ । आचरन्‌ पुरुष, स्वस्थ. 
सदा तिष्ठति नान्यथा ॥ 


भवन्ति चात्र— 
शत्यन्तगर्हितावेतौ सदा SPASM नरो । 
श्रेष्ठी मध्यशरीरस्तु कृशाः ara पूजितः ॥ ४२॥ 
अधिक स्थूळ और अधिक कृन मनुष्य सदा अति गर्हित 
माने गये हैं किन्तु मध्यदारीर का मनुष्य श्रेष्ट हे। इन दोनो 
में भी स्थूळ की अपेक्षा कृश मनुष्य अच्छा होता हे ॥ ४२ ॥ 
विमर्द.--_यद्यपि उक्त दोनों प्रकार के मनुष्य सदा रोग 
अस्त होने से गर्दित भाने गये हॅ 1 सततन्याधितावेतावतिस्थूल- 
कुशौ नरौ । सतत चोपचयों हि कर्षणब्॒हणेरपि ॥ (चरक )। किन्तु 
कृश की अपेक्षा स्थूळ निन्दित है क्योकि इसकी चिकित्सा 
विरुद्योपकम होने से कठिन दै। जैसे यदि लंघन का प्रयोग 


are 


TTT हि 
करें तो मेद चान्त होगा परन्तु वात और अभि बढ़ ants 
और यदि gem का उपयोग करें तो वात तथा aft पाज 
होंगे fra मेदोधातु वढ जाग्रगो । _स्वीट्यकार्शय वर काइ 
समोपकरणी दि तौ । ययुभी व्याधिरागच्छेत. स्थूज्मे यातिपीटयेत. 1 
(चरक ) । का्यैमेव वर स्यान्न स्थूलस्य भेपजम्‌ ae 
aga नालमतिमेदोषरिनवातजित. ॥ मधु (स्निग्थसौहित्ययत्सीख्येन 


> 


च नञ्यति। कलिमा स्यविमाऽत्यन्त विपरीतनिपेनणे.॥ (ao सं०)। 


दोपः प्रकुपितो घातून्‌ चपयत्यात्मतेजसा \ 
इद्धः MATA बहिरुखागतमिवोदकप्‌ ॥ 23 ॥ 
मिथ्या आहार-विहारादि से कुपित दोप अपनी शक्ति से 
श्सरक्तादि धातुओं को नाश कर देता है जैसे कि इन्धनादि से 
बढ़ी हुई age की अग्नि अपने तेज से उखा ( स्थाळी) के 
जळ को नष्ट कर देती है wall 


घेलन्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्‌ तथैव च । 
दोपघातुमलानां तु परिमाणं न विद्यते ॥ ४४॥ 


प्रत्येक सनुष्य के शरीर की हर एक वातों में भिन्नता होने 
से एवं अस्थायी होने से वातादि दोप, रसादि धातु 
विण्मूत्रादि मळा का निश्चित परिमाण (ate) नहीं हो 
सकता है ॥ ४९ ॥ 


विमदीः-_वातादि प्रकृति, रक्तादिसार, संहनन, ऊंचाई, 
मोटाई, वय और भारादिसहन में प्रत्येक मनुष्यों के प्रमाण 
मेँ वैलचतण्य होता हे । चरक ने यद्यपि शरीर के दोपधातुओं 
का प्रमाण लिखा है किन्तु वह प्रायिक है,उसमें घट-बढ़ होती 
रहती है। दशोटकस्पाअछ्य , नवाज्षलय* पूर्वस्याह्दरपरिणाम- 
घातो , अष्टौ शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, पटू ब्लेप्मण , पञ्च पित्तस्य, 
चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसाया , दौ मेटस , एको मज्जाया , मस्ति- 
CREATAS , शुक्रस्य तावदेव प्रमाण, तागदेव इळेष्मिकस्योजस- 
इति। (Mo mle अ० ७ )। तत्पर प्रमाणममिशेयम्‌। तच्च 
वृद्धिहासयोगितवर्यमेव । ते सर्वे एव धातवो मलाख्या प्रसादा- 
CUA रसमळान्या पुष्यन्त स्वमानमनुव्तेन्ते यथावय घरीरम्‌। 
( च० सू० ao २८ yi 
एपां समत्वं यच्चापि भिपग्मिरवधार्येते | 
न तत्‌ स्त्रास्थ्यादृते शाक्य चक्तुसन्येन हेतुना 9४५ I 
dat के द्वारा दोप, धातु और मलों की समता का जो 
वर्णन किया जाता है उसका स्वास्थ्य के सिवाय अन्य किसी 
हेतु से दिखाया जाना या कहा जाना अशक्य हे ॥ ४५॥ 


विमर्ह'--जिस तरह पाश्चात्या ने स्वस्थ पुरुप के शरीर 
का तापक्रम, नाडी की गति, श्वाससंख्या, रक्त का भार 


(Blood pressor), qa at क्षारीयता, आपेत्तिक शुर्त्व 
आदि निश्चित लिखकर स्वस्थ के पहचान का निश्चित Sess 
कायम किया दे तद्वत्‌ tance में स्वास्थ्यलत्तणों के सिवाय 
आरोग्यता या स्वस्थता का दर्शक अन्य नापतौल वार-वरखरे 
नहीं ह । रोगस्तु chars दोपसाम्यमरोगता । विकारो धातु- 
वैषम्य साम्य प्रकृतिरुच्यते | सुसाना कारण सम । 

दोषादीनां त्वसमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ | 


अप्रसन्तेन्द्रियं वीचय पुरुषं कुशलो भिपक्‌॥ ४६ ।| 


सुश्रुतसंहिता \ 


ODT PPL PLL OA PALO PPA LL LAL POPOL 
APPS PPA LP PL PPLE OL 
a ow. 


gas वैद्य age को थप्नसन्नेन्ट्रिय देग् कर दोप, 


चाहु और महो की असमानता झो अनुमान से जान लेव ea 


RA रक्षण कुर्य्यादस्स्थम्य तु बुद्धिमान | 

कषपबेदू इंहयेच्चापि दोपथातुमलान्‌ मिपक्‌ | 

तावद्यावदरोगः स्यादेतत्ताम्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चुद्धिमान चिकि स्वस्थ पुरप झी हिवाहार-विहाराटि 


द्वारा रक्षा करे तथा अल्सस्थर ( रोगी ) ट्य ager के दोप, 
धातु और सळ यदि चढ़ गये हॉ तो उन्र र 
गये हॉ तो उन्हे घटित गरे इस कर्षण-युरण क्रिया es 
मनुष्य के रोगरहित टोने तह़ ऊरते रहना चादिये । Sit के 
साम्य छा wa वच्यमाण श्कोकोक्तह ॥ ४०॥ 


घटाये तथा घट 


समदोपः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्नात्मेन्ट्रियमना' wa उत्यभिवीयते ॥ ९८ ॥ 


इति श्रीसुश्रुतसंदवितायां सूत्रस्थाने दोपधातुमलक्षयर- 


द्विवितानीयो नास पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


PN Td 


चात, पित्त और कफ उन ठोपों दी समता, पत्वमहाभूतों 


की पांच, सप्तधातु की सात और तेरटवी जाटर इन अग्नियों 
का समान रहना तथा रसरक्तादि धातुओं और विण्मूत्र- 
स्वेदाडिमळें की पोपग, धारण तथा निर्गमनादि क्रियाओं का 


समान होना एवं आत्मा, sea आर मन की प्रसक्षता 
थे वार्ते जिससे विद्यमान टो उसे ea कहा जाता ह ॥ ४८ ॥ 


दुत्यायुर्वेढतत्वप्रदीपिकाभापाया 


दोपधातुसलकय्रवद्धि 
विज्ञानीयो नाम पत्चदुग्योड््याय ॥ १५॥ 


WEN Rr 


क be 
पाडराऽव्यायः | 
अथातः कणव्यघचन्धविविमध्यायं व्याख्यास्यामः A 
अथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।। २॥ 
अव इसके अनन्तर 'कर्णव्यधवन्धविधि’ नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत 
के लिये कहा था ॥ १-२॥ 
रच्ताभूपणनिभित्तं चालस्य कणा बिध्येते । तो as 
मासि सप्तमे वा शुक्लपत्षे प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूत्ते- 
नक्षत्रेप कृतमज्गलस्वस्तिवाचन MSI छुमारघराङ्के 
वा कुमारमुपवेश्य बालक्रीडनकैः प्रलोभ्याभिसान्त्वयन्‌ 
भिषग्‌ वामहस्तेनाकृष्य कणे देवकते छिद्रे आदित्यक- 
रावभासिते शनैः शनेदक्षिणहस्तेन ऋजु विध्येत्‌ । 
TAGs सूच्या, बहलमारया, पूव दक्षिण कुमारस्य, 
बाम कुमार्याः | ततः पिचुवत्ति प्रवेशयेत 3 ॥ 
रक्षा और भूषण के लिये चाळक के कानों का वेधन करना 
चाहिये । छुठे या सातवें मास मे, शुक्लपक्ष की उत्तम तिथि, 
करण, मुहूर्त और नचतच्च में मङ्गलाचरण तथा स्वस्तिवाचन 


अध्यायः १६ | 


सूत्रस्थानम्‌ | ४ 


६% 


करके धाय की गोद में या चाळक की देखभाल करने वाले 
मनुष्य की गोद सें चच्चे को विठाकर वाळकोचित खिलौनों 
से आकृष्ट ( प्रलोभित ) कर तुतली चोळी में सान्त्वना देते 
हुये वेद्य अपने वामहस्त से उस बच्चे के कान को खींचकर 
देवकृत fee के सूर्य किरणों द्वारा दिखाई देने पर धीरे धीरे 
दक्षिण हस्त से उस saga छिद्र में सीधा वेधन करना 
चाहिये । यदि कर्ण पतला हो तो wea तथा मोटा हो तो 
आरा से वेधन करना चाहिये । वच्चे के प्रथम दक्षिण कर्ण 
में तया बच्ची के प्रथम वामकर्ण में वेधन करें उसके अनन्तर 
कर्णदिद्र में रुई की वत्ती या डोरा लगा देना चाहिये ॥ ३॥ 

विमर्शः--कर्णव्यधप्रयोजनस्‌--कर्णव्यथे इते वालों न अहै- 
- रमिभूयते । भूष्यते नु सुख यस्मात्कार्यस्तत्‌ weedy: ॥ यद्यपि 
anata त्रणिनि वाळे रक्षोभय भवति तथापि तढल्पकाल 
प्रतिकर्तब्यञ्च, तेन चिरकाछरक्षार्थ तदर्प व्यजत एव । चक्र' । 
कर्णव्यधकालः--इसमें अनेक मत Fl १-पदसप्ताष्टममासेपु 
नीरुजस्व शुभेऽहनि । ( अ० सं० )। २-मास पष्ठे सप्तमे वाऽप्यष्टमे 
मासि TAR | कर्णवेध प्रशसन्ति पुष्टथायु श्रीविवृद्धये ॥(घर्मशा०)। 
३-नाय जन्मऊालादूर्ध्व किन्छु सवत्सरादेभांद्रपदाद्य पष्ठो मासो 
am dan फाह्युनस्तयोर्मध्ये एकस्मिन्निति ( ढल्हणः )। 
३-कर्णो हिमागमे विध्येत” ( वाग्भटः ) । प्रायः शीतकाल में 
प्राणियों का वळ उत्तम होता हे तथा बण में पाक होने का 
भय भी वहुत कम रहता हे तथा ब्रणरोपण शीघ्र होता है। 
इसी दृष्टि से आयुर्वेद ने भी शिशिर या हिमका समय ही 
प्रशस्त माना है। कुमारधररूक्वषणम्‌--अभियुक्तः सदाचारो 
नातिस्थूलो न लोलुप" । कुमारधार. कर्तव्यस्तत्रायी वालचित्तवित्‌॥ 
(ao do) । कर्णवेधनस्थानस्‌--मध्यत्त कर्णपीठस्य किद्निद्‌- 
गण्डाशयम्प्रति। जराचुमात्रत्रच्छन्ने रविरइम्यवभासिते ॥ विध्ये 
caged fat ( अ० सं० )। कर्णपाली का मध्यभाग जो 
सूर्य की किरणों की तरफ करके देखने से अत्यन्त पतला और 
सिरादिवजित हो वह श्रेष्ठ हे । पिचुवर्ति-आजकळ सुवर्णकार 
से कर्णवेधन कराके वच्चो के कान में उसी वक्त वड्डादिमिश्र 
घातु की कडी पहना दी जाती है तथा नारियळ का तेळदिन में 
दो वार कर्णछिद्व स्थान पर लगाते हैं। 'ततो वतिं प्रवेदय सम्य- 
र्विद्धमामतेलेन परिषेचयेत्‌ |? 

शोणितबहुत्वेन वेदनया चान्यदेशविद्धमिति जानी- 
थात्‌ | निरुपद्रवतया तददेशविद्धमिति ॥ ४॥ 

यदि वेधन करने से रक्त का अधिक स्राव तथा पीड़ा 
हो तो अन्यदेशविद्ध समझना चाहिये और किसी तरह का 
उपद्रव न हो तो उस देवकृतछिल्व में वेधन हुआ समझना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 

विमर्'--सिरा और धमनी म॑ वेधन से रक्तत्राव तथा 
वातसूत्र (Nerve) में वेधन होने से वेदना होती है अतः 
वेधन के समय उनका परिहार करें । 

तत्रा्ञेन यदृच्छया विद्धासु सिरासु कालिकामर्म- 
रिकालोहितिकासूपद्रवा भवन्ति | तत्र, कालिकायां 
ज्वरो दाहः agar च भवति । मर्मेरिकायां वेदना 
ज्वरो अन्थयश्व | लोहितिकायां भन्यास्तम्भापतांनक- 


& ge 


शिरोश्रहकणेशूलानि भवन्ति । तेयु यथास्वं प्रतिकुर्वीत ॥ 

अज्ञ मनुष्य अपनी इच्छा से देवकृत छिद्र का ध्यान न 
रखकर कालिका, मर्मरिका और लोदितिझा सिराओं से जव वेधन 
करता है तव उपद्रव उत्पन्न होते हैं। कालिमा में वेधन होने से 
ज्वर, दाह, शोथ और वेदना उत्पन्न होती हे । मर्मरिका में 
वेधन होने से वेदना, ज्वर और ग्रन्थियां उत्पन्न होती हैं तथा 
लोहितिका में वेधन होने से मन्यास्तम्भ, अपतानक, शिरोग्रह 
और कर्णशूळ उत्पन्न होता है। इनमें यथायोग्य चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 

विमर्शः--छ्वरीर के किसी भी विभाग या स्थान में धमनी 
( Artery ), सिरा (Vem ) और वातसूत्न ( Nerve ) निश्चित 
होते हैं। यहां पर यद्यपि तीनों को सिरा कहा है किन्तु अशुद्ध 
रक्तवाहक वाहिनी 00, गैस के कारण नीळ या कृष्ण वर्ण 
की होती हे अतः कालिका से सिरा तथा ओक्सिजन के कारण 
लाळ रक्त को वहन करनेवळी धमनी होती है अतः लोहितिका 
से Artey और मर्मरिका से Nerve या वातसूत्र का अहण 
करना चाहिये । सिरा, धमनी वेधन से रक्तत्राव तथा वातयत्र 
में वेधन होने से वेदना होती है saz, शोथ आदि उपद्रव 
jeter त्रण में विकारी जीवाणुओं के प्रविष्ट होने से 
उत्पन्न होते हे। यदि स्थान की पूरी सफाई तथा वेधन करने की 
सूचिका का पूर्ण विशोधन और सिरा, घमनी, वातसूत्रों का घवा 
कर वेधन किया जाय तो उवर, शोथ, घेदनादि कोई भी उपद्रव 
नहीं हो सकते EI 

ङिष्टजिह्याप्रशस्तसूचीव्यधाद्वाढतरवत्तित्वाद्दोपस- 
मुदायादप्रशस्तव्यघादू वा यत्र संरम्भो वेदना वा भव- 
fran वर्तिमुपहत्याशु मधुकेरण्डमूलमशिप्ठायवतिलक- 
ल्केमेघुघृतप्रगाढरालिपयेत्‌ू तावद्यावत्‌ सुरूढ इति | 
ged चेन॑ पुनर्विध्येत्‌ विधानन्तु पूर्वोक्तमेव ॥ ६॥ 


aka या खुरदरी तथा टेढी और अप्रास्त धातु 
की वनी हुई सूची के द्वारा वेधन करने से या अधिक 
मोडी वत्ती के कान मे रखने से किंवा दोषों के प्रकोप से अथवा 
टीक तरह से वेधन न होने से जहां पर संरम्भ (शोथ) या 
वेदना उत्पन्न हो तो कर्णदुत्तवर्ति को हटा कर शीघ्र ही सुलेठी, 
एरण्ड की जड़, मजीठ, यच और तिर इनके कल्क में शहद 
और घृत अधिक मात्रा में मिला कर रोहण होने तक प्रतिदिन 
आलेप करना चाहिये । रोहित हुये कर्ण का पुनः योग्य स्थान 
पर वेधन करना चाहिये । वेधन करने की विधि पूर्ववत्‌ ही Buen 


तत्र सम्यग्विद्धमामतैलेन परिपेचयेत्‌ च्यहात्य- 
ara वर्ति स्थुलतरां दद्यात्‌ परिपेकं च तमेव ॥ ७॥ 
योग्य वेधन हो जाने पर तिल्ली के कचे तेळ से तरण का 


परिसेचन करना चाहिये तथा तीन २ दिन के अन्तर से रुई 
की वर्तिका उत्तरोत्तर मोटी प्रविष्ट कर आमतंछ से सेचन करते 


रहना चाहिये ॥७॥ . | 
LN e 
Sy व्यपगतदोषोपद्रवे कण व्धनाथ लघुबर्धेनकं 


कुर्यात्‌ ॥ = ॥ 
दोष औरं ज्वर-शोफादि उपद्रवो के शान्त होने पर कर्ण- 


६६ 


न 
ठिद्र को वढा करने के लिये छोटे छोटे वर्षनकों का उपयोग 


करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
विमर्ण---कान के छिडको धीरे धीरे वढा करने के fea 
नीम की सींक उत्तरोत्तर वढा कर कान में पहनाते हं इसे 
ain कहा हे । “अपामार्गनिन्तरर्पामादीना काष्टानामन्यनमस्य 
अपा सौसझादिवटिता वक्तरपुष्पाद्व्ति ठर्यात.॥ ( seem: ) 
एवं विवर्थितः engage तु द्विधा zor । 
दोपतो वाऽमिधाताद्वा सन्धानं तस्य मे त्व ॥ ९॥ 
कभी २ इस प्रकार से विवर्धित कर्ण दोषों के प्रकोप से 
अथवा आधात ( चोट ) ठगने से ठो भागों में विभक्त होकर 


फट जाता दे अतः उसके सन्धान करने की विधि का 
श्रवण करो ॥ ९॥ 


तत्र समासेन पत्चदशकर्णबन्धनाकृतयः | तद्यथा- 
नेभिसन्धानक उत्पलभेच्चको वल्ळ्रक आसङ्गिमो गएड- 
कणे आहार्यो निर्वेधिमो ब्यायोजिमः कपाटसन्धिकोऽ- 
द्वेकपाटसन्धिकः wefan हीनकर्गा बल्लीकर्णा यष्टिः 
कणः काकोष्टक इति | १० ॥ 


इस कार्य के लिये कर्णसन्धान करने की ga से पन्द्रह 
विधियां होती हैं जेसे-नेमिसन्धान5, उत्पलमे्चक, sas, 
amin, wen, ata, निर्वविम, ब्यायो 
जिम, कपाटसन्धिक, अर्घकपारसन्धिक, aie, dar, 
वज्ञीकर्ण, यश्टिकर्ण और estes ॥ १० ॥ 


तेषु, प्रथुलायतसमोभयपालिनेमिसन्धानकः । 
वृत्तायतसमोभयपालिरुत्पलभेद्चकः । हस्ववृत्तसमोभ- 
यपालिरबल्ळ्रकः | अभ्यन्तरदीर्षेकपालिरासङ्गिमः | 
वाहादी्ेकपालिरगएउकीः । अपालिरुभयतोऽप्याहा~ 
य्य, | पीठपमपालिरुभयतः क्षीणपुत्रिकाश्रिठो निर्व- 
घिमः। रथूलाणुसमविषमपालिर्यायोज्िमः | अभ्य- 
न्तरदीर्घेकपालिरितराल्पपालिः कपाटसन्धिकः | बाह्य- 
दीर्घकपालिरितराल्पपालिरर्थकपाटसन्धिकः । तत्र 
दृशैते केवन्धविकल्पाः साध्याः | तेपां स्त्रनामभिरेचा- 
कृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ ११ || 
इनमें यदि कर्णपाछि के दोनों भाग मोटे फेले हुये St तथा 
समान हो तो नेमिसन्धानक वन्ध का उपयोग करना चाहिये । 
जिसकी दोनों कर्णपाळियां गोळ, दीर्ध तया समान होंतो 
उत्लमेद्र> चन्घ का उपयोग atl छोटी, गोळ और 
समान दोनों कर्णपाळियां होने पर वल्लून्कवन्थ वांधना चाहिये। 
जिसकी भीतरी पक कर्णपाली दीघ हो तो वहां आसङ्गिम बन्ध 
ata यदि बाहर की कर्णपाली दीर्घ हो तो गण्डकणं यन्ध 
बाँचे । जब दोनों ओर कर्णपाळियां न हों तो आहार्य ara 
काम में ठाना चाहिये। यदि दोनों कर्णपालियां सूळ से ही 
fea हों तो पुत्रिका के शेप भाग का आश्रय करके निर्वेधिम 
बन्धन वाधना चाहिये । यदि पालि का पुक भाग स्थूल हो 
तथा दूसरा अणु ( सूचम ) हो, एवं एक समान और दूसरा 
विषम हो तो वहां 


दुश्रुतसंहिता | 


DT LL PLL LAL POEL 


०००१४७७ 


पाठी भीतर से ठम्बी हो तथा दूसरी पाठी अल्प हो 
ance चन्धन उपयुक्त होता है । यदि कर्णपाली का 
बाहरी भाग दीर्ध और भीतर का अल्प हो लो अकपाटसन्विफ 
grad श्रेष्ठ । इस तरद्द कांसत्यान केये टस भेद माध्य 
होते हैं। इनकी प्रायः अपने नाम से ही आठतियां च्याय्यात' 
समझनी चाहिये ॥ ११ ॥ 

Rai --कर्णपाली के ऊपर तथा कर्णकुद्दर के दोनों तरफ 
जो इछ २ उभार होते टे उन्हें पत्रिका, हेगस तथा एग्टि ट्रेगस 
(Tragus and anti tragus ) rea ह t 

मङचिप्वादयः पग्चासाध्याः | तत्र शुष्कशाप्कुलिरु- 
त्सन्नपालिरितराल्पपालिः aefaa: । अनधिष्टान- 
पालिः पर्यन्तयोः चीगमांसो हीनकरणः । तनुविपमाल्प- 
पालिवेल्लीकगेः | प्रथितमांसस्तव्यसिरासन्ततसूद्म- 
पालियेट्टिकर्गः । निर्माससङचिपताप्रात्परोणितपालिः 
काकोएक इति | बद्धेष्ववि तु शोफदाहरागपाकपिडका- 
aren न सिद्धिमुपयान्ति ॥ १२॥ 

ales, हीनकर्ण, वतीऊर्ण आदि शेप पांच बन्धन 
असाध्य होते Sl इनमे वाता पाळी का शप्कुछी भाग सूख 
गया हो तथा पाठी का एक भाग नष्ट दो एवं दूसरा भाग भी 
अल्प हो गया हो तव सन्निप्त ara का उपयोग करें। जहाँ 
पर पाली का अविष्टान ही न हो तथा गण्ड के दोनों तरफ 
वाह्यभाग में मास क्षीण हो वहा हीनकण चन्च काम में छाना 
चाहिये । यदि पाठी पतली, टेढी-मेढी और अल्प हो तत्र ब्टी- 
कर्ण वन्धन बाधना चाहिये। जहां पाली के मास में गांठ पड 
गई हें, सिराए कुटिळ या ea हो गई हों और पाली छोटी 
हो वहा afew चन्धन कार्य में ठाना चाहिय । यदि पाली 
मांसरहित, aie अग्रभाग चाळी तथा अल्प रक्त युक्त हो तो 
काकौष्ठक वन्घन प्रयुक्त करें । इस तरह इन aad के करने 
पर भी शोथ, टाइ, छाळिमा, पाक, पिढकाएं और पूयादि का, 
खाव होने छग जाय तो सन्धान में कार्यसिद्धि ग्रा 
नहीं होती हं ॥ ५२॥ 

विमर्श --कर्णगाय्कुटी बाह्यकर्ण का भाग है जिसमें स्त्रियां 
वाळियाँ पहनती हं । भाय. इसी को लोग 'कान? कहते हैँ । 
यह शुक्तिसृश होता हे इसे पिना या आरीकुळा ( Pinna or 
Annoale ) कहते हैँ तथा यह तरुणास्थि ( afta) का 
चना होने से कुछ कडा अतीत होता दै। इसके नीचे का जो 
goa छटकता हुआ भाग है जिसका वेघन कर वच्चो को 
सोने या चांदी की मोतीयुक्त या लाल्युक्त कडियां पहनाते 
हॅ और स्त्रियां डोडिया, कर्णफूछ या लोंग पहनती हैं इसे 
कर्णपाली या लोर ( Lobule of Ear ) कहते हें । 

भबन्ति चात्र— 
यस्य पालिट्यमपि कर्णस्य न भवेदिह | 
कर्णपीठं समे मध्ये तस्य विदध्या चितर्घयेत्‌ 3 
जिस मनुष्य के कान में दोनों पाली न हों उसके कर्ण- 
पीठ के मध्य के ससान स्थान में वेधन करके वर्धन करना 


त्यायोजिन वन्धन वाधना चाहिये। जहां एक | चाहिये ॥ १३ ॥ 


अव्यायः १६ | सूत्रस्थांनम्‌ | ६७ 
बाह्यायासिह दीर्घायां सन्विराभ्यन्तरों भवेत्‌ | से कानों को mnie कर पश्चात्‌ उस स्थान का लेखन कर्म 


sn Cs ~ 
आम्यन्वराया दीघांयां वाह्यतान्वरुदाद्ृतः Ul १४॥ 


चाहर की कर्मपाली लम्बी हो तो भीतर की ओर सन्धान 
कचरा चाहिये खव यदि भीतरी कपाली Sei द्दो a बाहर 
व्ही ओर सन्गान करना चाहिये $४॥ 


Gad तु भवेत्‌ पालिः स्थूला Teast स्थिरा च या | 
वां fear पाटवित्वा तु छित्त्वा चोपरि सन्बचेत्‌ 1१४॥ 
यदि किसी मनुष्य की मोटी, चोडी भोर स्थिर 
पाली हो तो उसे वीच से चीरकर ऊपर की ओर जोड़ देना 
चाहिये ns It 
गण्डाठुत्पाब्य सांसेन सानुवन्वेन जीचता | 
क्णपालीमपालेस्तु ङुर्यान्निलिज्य शास्वत ॥ १६॥ 
यदि किसी मजुज्य के पाली न हो तो sas वेच गण्ड- 
जीवित तथा Se ward रले हुये 
लकर उसकी कर्णगळी वनावे ॥ १६॥ 


al नना 


उसका TEAS तथा Weis अवस्था चनी रहेगी! यह 
“RM वन्व का Brat हैं 1 इसे ( Rexo plastic oper- 
ation) कहते हैं । 


अतोऽन्यतमं वन्यं चिकीर्षुरमोपहरणीयोक्तोपस- 
न्यृतसन्मारं विशेषतश्वात्रोपहरेस्‌ , सुरामण्डं क्षीरमु- 
दरक घान्यान्लं कपालचूण्चेति | ततोऊन्ननां Tet वा 
अथिवकेशान्तं लघु सुक्तत्रन्तमाप्तंः सुपरिग्रहीतं च 
कृत्वा बन्वमुपधाच्यं छेद्यभेद्यलेख्त्रवयवनेदपपन्नेरुप- 
पाच्य MMM Cones वात | तत्र adee 
बान्यान्लोष्णोदकाभ्यां, पित्ते शीतोदकपयोभ्यां, इले- 
CHES सुरामएडोष्णोदकाभ्यां प्रचाल्य कर्णो, पुनरव- 
लिख्याबुन्नतमदीनमचिषमञ्च कर्णसन्धि सन्निवेश्य, 
स्थितरक्तं सन्दव्यात्‌ | ततो सघुवृतेनाभ्यञ्य पिचुप्लो- 
ठयोरन्यतरेणावशुण्ठ्य सूत्रेणानवगाढमनतिशिथिलञ्च 
बद्भ्वा कपालचूर्गनावकीर्य्याचारिकमुपदिशेद डिन्रणी- 
योक्तेन च विघानेनोपतरेत्‌ ॥ {७॥ 

उपर्युक्त बन्बना में से किसी एक बन्धन को करने की 

इच्छा वाळा चच्यसञर्न प्रथम “अञघापहरंगीच? अध्याय सें 
वर्जित आवरचक सामयी का सञ्चय करे! विशेषतया सुरामण्ड, 
Sra, जळ, काली भोर gene मिट्टी के वर्तन का महीन 
चूर्ण पास में रखें फ़िर at चा पुरुष जो हो उसके गिर के बालों 


को ठीक तरह से पीछे की ओर ata कर दस्‍्क्रा भोजन करा 
sai उपचारकों या उसके acai द्वारा पकवा कर 
जो वन्वन ख्याना हो उसका निश्चय करके छेदन, भेदन; 
लेलन कौर वेधन इनमें से नो उचित क्रिया हो उसे करके 
कान के रक्त को fanfic करेंकि यह रक्त दूषित है 
था अदूपित । बदि बड से दूपिवसत्र हो तो काज़ी और 
शरन जळ से, पिच से दूषित रक्त हो तो as पानी तथा 
डुर्व से तथा कम टे दूषित हो तो सुरामण्ड ak गरम जळ 


करके कर्णसन्धि को न ऊँचे, न नीचे ओर न विषम रखकर 
रक्तच्ति के वन्द हान पर खन्वान कर दना चाहिये । फिर 
झहद और चुत लगाकर fz ( स्‌ ) चा आव ( कपडे ) 
Stam डोरे से न अधिक गाठा तथा न अधिक ae 
वाँधकर कपाळ का चूर्ण छिइक कर आहार-विहार का उपदेश 


करना चाहिये तया 'द्विन्रणीय अध्यायः में कहे हुये विधान के 
अनुसार उपचार करना चाहिये 1 १७॥ 
भवति चात्र 


विघट्टनं दिवास्वप्नं व्यायाममतिभोजनम्‌ | 
व्यवायमग्निसन्तार्पं वाकश्रमञ्च विवर्जयेत्‌ । १८॥ 
कण का किसी के साथ विघडन, दिन में दायन, व्यायाम, 
अतिमोजन, tart, a या सूर्य का ताप तथा अधिक 
भापग पुच अन्य अकार का परिश्रम ये सव बर्जित करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
तिमशः--क्रिखी किसी पुस्तक से इस श्लोक के पश्चात्‌ 
आमतेलपरीषेक जरिरात्रमवचारयेत्‌। dea cee च्चा” 
पनवेद. पिचुम? ॥ यह पाठाचिक्य है | 
न चाशुद्धरकमतिप्रबृत्तरक्तं श्ञीणरक्तं वा सन्द्‌- 
em! स हि वातदुष्टे रक्ते रुढो$पि परिपुटनवान्‌ | 
frags दाहपाकरागवेदनावान्‌ | श्लेष्मदुष्टे स्तव्घः 
कण्ड्मान्‌। अतिभवृत्तरक्ते श्यावशोफवान्‌ । क्षीणो5- 
ल्पमांसो न वृद्धिमुपेति ॥ १६॥ 
बन्धन के समय यदि कर्णपाली से अशुद्ध रक्त निकलता 
हो, या अधिक मात्रा सें रक निकलता हो अथवा रक्त बहुत 
कम निकलता हो तो सन्धान नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
ange रक्त में सनवान करने से रोपित होने पर भी 'परिपोटः 
रोग हो जाता है, पित्तदुष्ट रक्त में रूढ होने पर दाह, पाक, 
राग और वेदना ये उपद्रव होते हैं तथा कफ से दूषित रक्त 
सन्धान करने से स्तव्धता तथा खुजली होती दवे। अधिक 
रक्त की Ta अवस्था सं Arad करने से वह स्थान 
काळा या नीळा तथा झोथयुक्त हो जाता है। रक्त वी क्षीगा- 
वस्था में सन्धान करने से मांस कम रहने के कारण सन्धान 
करने पर भी उसकी Fis नहीं होती ह ॥ १९॥ 
विमर्श-नरिपोदरोंगलक्षगन-सौकुमार्वाच्चिरोत्टप्ट TEATS 
Pasay । aT भवेद्‌ पाल्या सरुज- परिपोटन ॥ 
आमतेलेन fad परिपेचवेत्‌ | त्रिरात्रा पिचुं 
परिववेयेत्‌ । स यदा सुरुढो निरुपद्रवः सवर्णो भवति 
शाचैशशानेरमिवद्धयेत्‌ | अतोऽन्यया संरम्भदादपा- 
करागवेदनावान्‌ ; पुनश्छियते वा ॥ २०॥ 
तिल्डी के कच्चे तेळ द्वारा तीन दिन तक परिपेक करना 
| प्रत्येक तीसरे दिन पिचु का परिवर्तन करना 
। इस तरह से जव वह ठीक तरह से रोपित हो जाय 
कोई उपद्रव भी पढ़ा न दो एवं उस स्यान की त्वचा 
अन्त त्वचा सदया हां नाय तच उसके fer को 
चीरे २ बढ़ाना चाहिये | इसके विपरीत करने से 


संरम्भ ( शोथ), दाह, पाक, राग और वेदना होती है अथवा 
फिर फट जाता है ॥ Ro ॥ 
अथास्याप्रहुष्टस्यामिवरधनार्थमभ्यङ्गः । तयथा 
गोधाप्रतुदविष्किरानूपौदकधसामल्ञानौ पयः सपिस्तेलं 
गौरसपेपजं च यथालाभं सम्भृत्यार्कालर्कबलाऽतिष- 
लाऽनम्ताऽपामार्गाश्वगन्धाविदारिगन्धाक्तीरशुक्लाजल- 
शुकमधुरवरपयस्याप्रतिवापं तेलं वा पाचयित्वा GTA 
निदध्यात्‌ ॥ २१॥ 
अव शुद्ध कर्णपाली की वृद्धि के लिये अभ्यङ्ग का प्रयोग 
लिखते हैं-जैसे गोधा, प्रतुद, विप्किर, आनूप तथा जलीय 
प्राणियों की चला और मज्जा, दुग्ध, घृत, श्वेत सरसों का 
Js ATS ग्रहण कर आकडा, सदार, वला, अतिवळा, 
सारिवा, अपामा, wera, चिदारीसन्य ( कापणी), 
चीरविदारी, जळ्शूक-देवाल, चीरकाकोळी और मधुरादिगण 
की ओपधियों के कल्क के साथ पाक करना चाहिये। अथवा 
waft ओपधियों के कलक को तिळ-तेळ के साथ पाककर 
सुरक्षित रख देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
स्वेद्तोन्मर्दितं कण स्नेहेनेतेन योजयेत्‌ | 
अथानुपद्रवः सम्यग्‌ बलवांश्च विवद्धेते ॥ २२॥ 
अथम स्वेदन कर्म करके पश्चात्‌ इस तेळ को कान पर 
लगाकर मर्दन करें। इस तरह इस तेल के प्रयोग से विना 
उपद्रव हुये ठीक तरह से कर्ण बलवान्‌ होकर वदता है UR 
यवाश्‍वगन्घायष्ट्याह्वैस्तिलेश्वोद्ठःतनं हितम्‌ RA UI 
जौ, जसगन्ध, सुलेठी और तिल इन्हें पानी के साथ 
पत्थर पर महीन पीस कर कान पर उवटन करना हितकारी 
होता हे ॥ २३॥ 
शतावयश्वगन्धाभ्यां पयस्येररडजीवनेः | 
तेलं विपक्ष सक्तीरमभ्यज्ञात्‌ पालिवद्धेनम्‌ ॥ २४॥ 
शताचर, असगन्ध, क्षीरकाकोली, एरण्ड के वीज ( छिलके 
रहित ) तथा जीवनीय गण की ओपधियां इनके कळक 
दुग्ध के साथ यथाविधि तिळ-तेल का पाक कर उसका 
अभ्यङ्ग करने से पाली की वृद्धि होती है ॥ २४ ॥ 
ये तु कर्णी न aged स्वेदस्तेहोपपादिताः | 
तेपामपाइडेशे तु इयत्‌ प्रच्छानमेच तु | 
बाहाच्छेदं न कुर्बोत्त व्यापदः स्युस्ततो ध्रुवाः ॥ २४ ॥ 
जो कान उच्छ प्रकार से स्वेदन, स्नेहन और sada तथा 
अभ्यद्ञ करने से भी नहीं बढ़ते हा. उनके लिये अपाङ्ग घरदेश 
में अच्छान करना चाहिये। कर्ण के वाह्मप्रदेश में प्रच्छान 
नहीं करना चाहिये क्योंकि वहां सिरादि मर्म होने से निश्चित 
ही अनेक घ्यापदे (आन्ध्य, इश्टिनाश आदि) उत्पन्न होती हैं २५ 
वद्धमात्रं तु यः कण सहसेवाभिबद्धयेत्‌ | 
आसकोशी समाध्मातः क्षिप्रमेव विमुच्यते ॥ २६ || 
* यदि कर्णपाली का सन्धान करने के वाद ही उसे सहसा 
थढ़ाने का अयत्न किया जाय तो पाळी आस होने से शीघ्र ही 
शोथयुक्त होकर चद्ां से गिर जाती है॥ २६॥ 


जातरोमा gaat च श्लिएसन्धिः समः स्थिरः | 
सुरूढोऽवेदनो यश्च तं कण बर्धयेच्छनेः ॥ २७॥ 
जव कर्ण पर वाळ उत्पन्न हो जाय तथा छिद्र अच्छा हो 
और सन्धि जुड़ गई हो एवं कर्णपाली समान तथा स्थिर हो 
गई हो तथा वहां के घण का भली भांति रोहण हो गया हो 
तथा पीड़ा भी नहीं होती हो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे उस 
कान का योग्य उपायों द्वारा वर्धन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
असिताः कणेबन्धास्तु विज्ञेयाः कुशलैरिह | 
यो यथा सुविशिष्टः स्यात्त तथा विनियोजयेत्‌ ॥२८॥ 
कर्णपाली का सन्धान करने के लिये शाख में अनेक चन्ध 
होते हैं अत एव जहां पर जो wade तरह से प्रतीत दो 
वहां उस का प्रयोग करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
कणेपाल्यामयान्नृणां पुनवेद्यामि BAT | । 
कणेपाल्यां प्रकुपिता वातपित्तकफास्रयः ॥ २६॥ 
दिघा वाऽप्यथ संसृष्टाः कुर्वन्ति विधिधा रुजः | 
विस्फोटः स्तव्धता शोफः पाल्यां दोपे तु वातिके ३० 
दाहूबिस्फोटजननं शोफः पाकश्च पेत्तिके । 
कण्डूः सश्चयथुः स्तम्मो गुरुत्वव्व कफात्मके ॥ ३१॥ 


हे सुश्रुत ! अव में मनुष्या के कर्णपाली में होने वाले रोगों 
को कहता हू । मिथ्या आहार-विहार से वात, पित्त और कफ 
ये कुपित हो कर एथक्‌ एथक्‌ , दो दो मिलकर या तीनों fie 
कर कर्णपाली में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जैसे 
कर्णपाळी में वायु के कुपित होने पर विस्फोट, स्पर्दाज्ञानाभाच 
और शोथ उत्पन्न होता हे । पाली में पित्त कुपित होने पर दाह, 
विस्फोट का प्रादुर्भाव, शोथ और पाक उत्पन्न होता है। पाळी 
सें कफ के कुपित होने पर कण्डू, शोथ, कान की जकड़ाहट तथा 
भारीपन ये रोग उत्पन्न होते हे ॥ २९-३१ ॥ 


यथादोषं च संशोध्य छुय्यात्तिषां चिकिरिसतम्‌ | 
सवेदाभ्यङ्गपरीपेकेः प्रलेपार् ग्विमोक्तणेः ॥ ३२॥ 
wal क्रियां बरंहणी यैयेथास्तरं भोजनेस्तथा | 
य एवं वेत्ति दोषाणां चिकिरसां कत्तं महति ॥ ३३ ॥ 
उक्त प्रकार के रोगों में दोपों के अनुसार प्रथम शोधन 
करके पश्चात्‌ स्वेदन, अभ्यङ्ग, परीपेक, प्रलेप और रक्तमोक्षण 
से चिकित्सा करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य ag क्रियाएं 
तथा यथायोग्य चृहणीय भोजन का प्रयोग करें। इस प्रकार 
जो जानता है वही दोषों की चिकित्सा कर सकता है ॥३२-३३॥ 
अत ऊध्व नामलिह्लेवेद्ये पाल्यासुपद्रघान्‌ | 
TUSHAR GER: श्यावः करडइयुतो भ्रशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अवमन्थः सकण्ड्को ग्रन्थिको जम्बुलस्तथा | 
खावी च दाहवांग्येव श्स्वेषा क्रमशः क्रियाम्‌ ॥३५॥ 
अब इसके अनन्तर कर्णपाली में उपद्रवरूप में होने वाळे 
रोगों के नाम तथा उनके SAT कहते हैं। उत्पारक, उत्पुटक 
और श्याव ये अत्यन्त कण्डुयुत होते हैं । अवमन्थ, सकण्डूक, 
यन्थिक,जम्दुङ, खादी तथा दाहचाच ये १० पाली के उपद्रव 
है। इनकी यथाक्रम से चिकित्सा कहता हूं उसे सुनो ॥३४-२५॥ 


अध्यायः १६ ] सूत्रस्थानमं | ६३ 


अपामार्गः AALS: पाटलालङुचत्वचौ | 
उत्पाटके प्रलेपः स्यात्तेलमेभिञ्च पाचयेत्‌ ॥ ३६॥ 
उत्पाटक रोंग में आंधी झाडा, राळ, पाटला, aes की 
त्वचा इन्हें सम प्रमाण में जल के साथ पीस कर प्रलेप करना 
चाहिये अथवा इन्हीं द्वव्यों के कल्क से Ge पका कर STMT 
चाहिये ॥ ३६॥ ’ 


शाम्पाकरिग्रपूतीकान्‌ गोधामेदोऽथ तद्वसाम्‌ | 

वाराह गव्यमेणेयं पित्तं सर्पिश्च संस्रजेत्‌ | 

लेपसुत्पुटके दद्यात्तेलमेभिश्च साधितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

उत्पुट्क रोग में AMSAT, सहजन, कर्ज, गोह की चरवी 

और वसा तथा सूकर, गाय और हरिण इनका पित्त तथा घृत 
उचित पमाण में लेकर सवको महीन पीस कर लेप करना 
चाहिये । अथवा इन्हीं से यथाविधि वनाया हुआ तैल लगाना 
चाहिये॥ ३७॥ 


गौरीं सुगन्धां सश्यामामनन्तां तण्डुलीयकम्‌ | 
श्यावे प्रलेपनं दद्यातेलमेमिश्व साधितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इयाव नामक रोग मे हरिद्रा, खुगन्धवाळा, अनन्तसूरु 
और चौलाई की जड़ इन्हें पीस कर अलेप करें अथवा इनसे 
सिद्ध किया हुआ Ge wars tl ३८ ॥ 


पाठां रसाञ्जनं चौद त्था स्यादुष्णकाञ्जकम्‌ | 
दद्याल्लेपं सकए्डूके तैलमेभिश्च साबितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सकण्ड्क रोग में पाठा, रसात, शहद, SOT कांजी इनका 
लेप करना चाहिये एव grat से सिं किया हुआ तळ ल्गाना 


लेप लगाना चाहिये, अथवा इन्हीं से सिद्ध किया हुआ 
तेल लगाना चाहिये ॥ ४३-४४ tt 
अन्थिके गुटिकां पूर्व स्रावयेद्वपात्य तु | 
ततः सेन्धवचूणन्तु घृष्टा लेपं प्रदापयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे अन्धिक उपद्रव में प्रथम दाख से अन्थि को चीर कर उसमें 
से रक्तादि को खवित कर देना चाहिये उसके अनन्तर सैन्धव 
लवण द्वारा घर्षण करके उसी का जलपिष्ट लेप लगा देना 
चाहिये ॥ ९५॥ 
लिखित्वा तत्‌ खुतं धृष्टा चूण॑लेशिस्य age । 
क्षीरेण प्रतिसार्येन शुद्धं सरोपयेन्ततः ॥ ४६॥ 
wae उपद्रच a प्रथम लेखन कर्म से रक्तादि का ara 
करके छोध के चूर्ण द्वारा घर्षण कर दुग्ध से प्रक्षालित करके 
यथाविधि ge होने पर रोपण क्रिया करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 
मधुपर्णी मधूकब्च age मधुना सह्‌ | 
लेपः ख्राविणि दातव्यस्तेलमेभिश्च साधितम्‌ ॥ ४७॥ 
खावी sama से गिलोय, महुआ के फूल या छाल और 
wea इनको शहद के साथ पीस कर लेप छगाना चांहिये । 
अथवा इन्हीं द्रन्यों से सिद्ध किया हुआ तेल छगाना चाहिये४७ 
y A ADA न्विते 
पद्चवल्केः समधुः पिट्टस्तेश्र gala: | 
जीवकाग्रे: ससर्पिष्केदेद्यमान प्रलेपयेत्‌ ।। ४८ UI 
पञ्चवल्कलों को मधु और घत के साथ पीस कर अथवा 
जीवनीय गण की ओपधियों को घृत के साथ पीसकर दाहयुक्त 
प्रदेश पर लेप करने से वह शान्त हो जाता है ॥ ४८ ॥ 


चाहिये ॥ ३९॥ बिश्लेपितायास्त्वथ नासिकाया- 
त्रणीभूतस्य देयं स्यादिदं तैलं विजानता ॥ ४०॥ Mb i यथावत्‌ | 
मधुकक्षीरकाकोलीजीवकाद्यरविपाचितम्‌ । नासाप्रमाणं एथिवीरु 


पत्रं गृहीत्वा त्ववलम्बितस्य।। ४९ ॥ 


aT | बसा: स्युः कृतडंहणे ॥ ४१ ॥ ह. 
गोधावराहसर्पाणां वसाः स्युः SAE अल सागत हि गवयंपार्यी- 


इस उपद्रव के साथ ब्रण उत्पन्न हो जाय तो वच्य- 


माण Seat प्रयोग करना चाहिये। Beat, चीरकाकोली seas डुत्कृत्य बद्ध खथ नासिकाग्रम्‌ | 
और जीवनीय गण की ओपधियों से पकाया हुआ तेळ लगाना व्य चाशु प्रतिसन्दधीत 
चाहिये और जहां पाली शुप्क हो रही हो तो गोधा, सूकर तत्‌ साधुबन्धैमिपगप्रमत्तः॥ ५० ॥ 
तथा सर्प की बसा के द्वारा उसका छुंहण करना चाहिये॥४०-४५॥ सुसंहितं सम्यगतो यथाव- 

प्रलेपनमिदं दद्यादबसिच्यावमन्थके | ज्ञाडीयेनामिसमीच्य वदूध्वा | 

प्रपौण्डरीकं मधुकं समङ्ञां TAT च ॥ BR It ara चैनासबचूणवेत्त _ 

अवमन्थक उपद्वव मे प्रथम अवसेचन ( प्रक्षालन ) करके पतङ्ग यष्टीमधुकाञ्जनश्च || ५ १] 

कमळ, सुळेठी, सजीठ या लाल और धव इनका लेप अथवा सञ्छाद्य सम्यक्‌ पिचुना सितेन 
इन्हीं से पकाया हुआ de लगाना चाहिये ॥ ४३॥ तेलेन सिञचेदसक्कत्तिलानाम्‌ | 


gag पाय्यः स नरः सुजीर्णे 


तेलमेभिञ्च ह 2 ® 
तैलमेभिश्च सम्पर्क ay करडू मतः क्रियाम्‌ | fara विरेच्यः स यथोपदेशम्‌ ॥ ४२॥ 


सहदेवा विश्वदेवा अजाच्तीरं ससैन्धवम्‌ ॥ ४३॥ 


एतैरालेपनं दयाचैलमेमिश्च साधितम्‌ ॥ ४४॥ र्ढञ्च boss | 
अव यहां से कण्डू की शान्ति के लिये चिकित्सा का वर्णन | si यतेत न्तेतू 
करते हैं, उसे हे सुश्रुत ! तुम सुनो । सहदेवी, विश्वदेवा (नाग- हीनां पुनवद्धयितुं 


बला ), वकरी दुग्ध और सैन्धव लवण इन्हें पत्थर पर पीस- anna कर्यादतिवृद्धमांसामू ॥ ५३ ॥ 


So 
ITTF 
रोग के दारा या किसी शाछु के द्वारा नासिका कट जाने 
पर उसको जोडने की विधि का यथावत्‌ वर्णन करता हूं। 
fa नासिका के वरावर किसी घृत्ष का पत्ता छे कर उसके 
बरावर ही कपोळ से कड सम्बन्ध रखते हुये चर्मथुक्त मांस 
काट कर कटे नाक के अग्रभाग का विलेखन करके उस स्थान 
पर वह मांस ल्या कर सूई से सीवन कमे करके बन्धन लगा 
कर सावधानीपूर्वक शीघ्रता से जोड देवे । उसके पश्चात्‌ नासा 
के wat से दो एरण्डनाळ प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंची उठा 
कर दोनों का जोड टीक तथा स्वाभाविक्र नासिका की तरह 
देख कर वन्धन ळगा देना चाहिये । पश्चात्‌ उस पर लाळ 
चन्दन, Gea और iia का महीन चूर्ण छिडकना चाहिये । 
फिर श्वेत पिचु ( रूई या चस ) से ढक कर तिलों के तेल से 
यार वार सेचन करते रहना चाहिये। पूर्व भोजन के टीक 
जीर्ण होने के घाद gaara कराना चाहिये । Rava होने पर 
युक्तिपूर्वक विरेचन कर्म कराना चाहिये । जव ठीक तरह से 
सन्धित नासा का रोहण हो जाय उस ढया सें उसके कपोल 
सम्बन्धित हिस्से को काट देना चाहिये यदि नायिका छोटी 
रह गई हो तो उसे पुन' बढाने का प्रयत करना चाहिये और 
यदि ata अधिक वट जाय तो उसे काट कर समान कर देना 
चाहिये ॥ २९-०३ ॥ 
rime नासामन्मानवर्णनन्‌--अथ ुर्यादवय'स्थस्य 
feet dae नाठिनान्‌। दिन्यान्नासात्तम पत्र तत्तुल्यञ्च ळपोळन ॥ 
Seale नासिजासन्ने रभन्तत्तनुता नयेत्‌ । सौन्येद्‌ गण्ड तन सळ्या 
सेविन्या पिचुयुक्तता ॥ चार्ाच्छेडे च लिखिने परिवर्त्योगरि त्वचम्‌॥ 
कपील्वन्ध सव्ध्यात्‌ Areas बनत. ॥ नाडीम्यामुत्किपेटन्त 
चुलोच्छडामम्रक्तवे॥ चदि नासा सचम्छिन्न हुई हो तो उस 
करी नासा को ही टीक तरह से उस स्थान पर रख कर सीवन 
कर देना चाहिये | निवेचित ववान्णस सचबिन्नेऽप्यय विधि । 
(<0 de) 
चाडीयोगं feet नासासन्थानवद्दिधिम्‌ | 
य एवमेव जानीणत स राज्ञः कतुमहति ॥ ५४॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंटितायां सूत्रस्थाने कगेव्यववन्घविधिर्नाम 


पोङशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
EAC 


कडे हुये ओष्ट या जन्मजात fsa ओष्ट ( Hanrtip >) क्का 
सन्धान भी नासासन्धान के अनुसार करना चाहिये । सेद 
केवळ इतना ही द क्रि इसमें एरण्डनाळ का उपयोग नही 
होता हे । इस प्रकार जो वेच नासा तथा ओष्ट के सन्धान को 
अळी साति जानता हो वह राजाओं की चित्रित्सा करने में 
योग्य हो सकता इ ॥ ८४ 1 
विमर्श--इस अध्याय सें कर्णपाली, नासा तथा चोष्ठ के 
सन्धानों का वर्णन किया ह। इसी के आधार से पाश्चात्य देना 
में सन्धान कर्म (Plastic surgery ) में प्रगति हुई है। The 
plastic surgery of the 19th Century was stimulated 
by the example of Indian methods Dr Neukergeris 
History of Medicine. भारतीयश्वेच अपनी निद्रा, दुरानह 
जोर अळमंण्यता तथा जाल्न्य को छोड कर त्रारीर शल्य, 


सुश्रुतसंहिता | 


जालाक्य और प्रसूति तन्त्र आदि प्रमुख विपयों का प्राच्य और 
नवीन दोनो ea गम्भीर अध्ययन कर शस्त्रकर्म करने 
से तत्परता दिखाते हुये अपने मस्तिष्क को गवेपणा 
(Re.earch) की ओर ल्गाव, जिससे उनकेसंमान का रक्षण हो 
सकेगा। पाश्चात्य विज्ञान नित्य प्रति नई नई शोधे कर रहा 
ह किन्तु प्राचीन वेद्य अपने उसी दायरे में चुम रहा है। wee 
आयुर्वेद की प्रत्येक शाखा की समुन्नति में छग जाना चाहिये । 
इत्यायुर्वदतत््रसंटीपिकाभापायां कर्णव्यधवन्ध- 
विधिर्नाम पोड्शोअ्ध्याय*॥ 
*०८५७४८०/०/०- 


। सघदच्ोऽध्यायः | 


अथात आमपक्तेपणीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 

„अव यहां से “आमपछपणीयः अध्याय का च्यास्यान करते 
इं जेसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 

तिमर्श,-आन शब्द से आम और पच्यसान दोनों का ग्रहण 
होता हे क्योंकि आगे चलकर आम विपच्यमानश्न सम्यक्‌ पवन 
यो भिषक । ऐसा वर्णन किया है। आमश्च पच्यमानश्च पक्वश्च 
तेपामेपण विज्ञान विधते यस्मिन्‌ स आमपव्वैपणी स्तम । 

शोफसमुत्याना प्रन्थिविद्रध्यलजीप्रभृतयः प्रायेण 

व्याधयो5मिहिता अनेकाकृतयः, तैविलक्षणः wy 
थित: ससो विषमो वा sextant दोपसद्दातः 
शरीरेकदेशोस्थितः शोफ इत्युच्यते ॥३॥ 

अन्थि, विद्रधि, अलजी Tale अनेक स्वरूप की च्याधियां 
माय शोथयुक्त हुआ करती है किन्तु उनसे विलक्षण, फळा 
इशा, गांठ्दार, सम या विपम, त्वचा और मासादि घातु 
से होनेवाला वाताठि दोपों का समूह जो शरीर के किसी एुक 
देश स उत्पन्न होता हे उसे ओफ कहते हैं ॥ ३॥ 

pr जो शोफ वणित है वह हृद्य, 
यङ्त्‌ के रोगों में उपद्रव रूप से उत्पन्न सचङ्गिशोफ 
आका थे देच _ तथा 
aie से भिन्न fs l aru में केवल स्थानिक 
ठण जैसे सूजन, लालिमा, ताप और वेदना होती है किन्तु 
र शोत शोफो में इन्ट्रिय विकृति क्षण भी होते € यह 
देशोत्थित स्थानिक ओफ हे इसे इन्फ्लेमेटरी आइडिमा 
( {nfemmstory oedema या Inflamation ) कहते = | 
चरक सें झोफ के तीन भेद होते हैं। आगन्तुहेतु्षिविधी निजश्च 
सवाधगात्रावयवाशितलाद । 


स पड्बिधो चातपित्तकफशोणितसन्निपातागन्तुः 


निमित्तः | तस्य दोपरूपव्यञ्जनैलेच्षणानि व्याख्या- 
स्यामः ॥ ४॥ 


चात, पित्त, कफ, रक्त तथा इनके सन्निपात और आग- 


न्ठुक इन छ कारणों से उत्पन्न होने की इटि से वह (airs ) 


६ मकार का साना गया है। उस पडिवध शोफ के दोष और 


रूप को दुनिवाले लक्षणा को कहते हैं ॥ ey 


विमर्रः~यहां शोफ के ६ कारण बताये St डाक्टरी झैँ 


ey १७ | 


सृत्रस्थानम्‌ | 


४१ 


OOP PP LAL Pp, 
PPPPLPPERPPPLPPAPEPEE EL PEPE LOPE FD TS DDS LL OPT A PPP OP LPO LPL RF PLL PLL PPL LLP PLP LL PP PP PPL LP PALLY 


Mites के थे कारण दै--विकारी जीवाणु, दवाव, आघात; 
Hitz, मोच, अग्नि चा ager से जळ जाना, रासायनिक 
पदार्थ नीच चा शुद्ध अम्छ (Acids), डार ( Alkali), वान- 
am ग्रागिज विष ate Presse | चरक a aie 
कारणों में इनका समावच हा खकता दे 1 
नखवदबनपतनामिचारासिशद्यागभिषव' हामिवातः 


बृवदन्टरीवनरज्ञदादनदक्ाठचिचतोपसगोदीरि NN a 
Fires Sq eases riage as । 


oe 


तत्र, वाददाफाऽचगः कृष्णा वा THA Bits: 
स्थितास्वोदादयश्चात्र वेदनाविशेषा भवन्ति । पित्तशो- 
फः पीतो ae: सरकतो वा शीत्राठुसार्योषादयन्चात्र वेद- 
नाविशिषा भवन्ति | इक्तेब्मशोकः पाणडुः शुक्लो वा 
कठिनः शीतः fara मन्दादसारी कएडतादयश्चात्र 
वेदनाविशबा अवन्ति | सर्ववर्गवेदनः सन्निपादज्ञः | 
पित्त्रच्छाणिवजाऽतिङ्कणाश्च | racer आगन्तु- 


७ 4० oo 


लॉहिवावमासत।!। ४ ॥ 


इनमें से Wisi Se लाळ काळा, छुरदरा आर 
Bz होता दे तथा उसमें नई Ba की सी वेदना होती दे 
को कमी घटती द तथा कमी वदती दे। पित्तजन्व्नोफ पीछे 
रह का, BIA, रक्तदुक्त तथा ia वढने वाळा होता दे 1 
इसमें ओषादिक (ओप, चोय, दाह) की सी वेदना होती 
21 ऋणवत्यभौन ang वर्ग का था सवेत, कठिन, afta, 
fava, fit die बढ़ने गाळा तथा कण्ड-युन्ल्व-सुति 
चेदनावित्रेपवार्थी चाळा होता दै । सक्रिगातजन्य चोक में संव 


Zan और वेदनाएं होती टॅ! 
समान ayn होते हैँ किन्तु 
शोफ में पिच और रक्त 

छोदितवग का अवभास 


(तीनों ) दायो क कदे हुये च 
Sifmas छोए में पित्तज क 
बह काळा अधिक होता दै । आगन्तुक 
Sqn के ठन्नग दात 

fea द्यावा द ue ॥ 


forrest मत से शोथ के निम्न छण हाते हैं। 
न: ? afte आवात छाने से रक्ताविक्य दाकर रक्त में से रक्त- 
रख fies कर वद्धा की धातुओं में जमा हो जाता दे 
तिससे स्यान came हो जाता fl नं” २ लालिमा 
( Bedress ) का भी झुत्प कारण प्रागवायु युक्त रक्तप्रवाह की 
अधिकता हे नँ० 2 उकाता ( Het)iae भी रक्ताविक्य 
के कारण ही होती दे जिससे चोथयक स्थान अन्य स्थानों की 
aqua अविक उष्य ्रतीन दाता ढ ido ८ वेदना ( Pain } 
aa के स्थान में घमनीगन teat बद जाने से तथा 
odin का aaa अविक दाने से वाततूर्त्रा (Nerves) के 
अञ्रनागों पर दवाव पढ़कर लोन दाने से वदना प्रतीत होती 
> lao ७ न्पद्षेतासझता ( Tenderness) 1 उस स्थान पर 
दवाव पढने से रोगी की वेदना था वेचनी वढू जाती 31 
न॑० ६ न्हनम्युगरानि ( Loss of fanction ) बदना वृद्धि चथा 
sms Set वाधा होने खे वद स्थान स्वकर्मशन्य दो 


ex क्रियानिशेषर्न ads 
स यदा बादयाभ्यल्वरे: क्रिवाविशेषेन सम्भाविवः 
fag क्रियाविपययाद बहुत्लादा दोषायां वदा 


पाकाभिमुखा भवति | तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्तत्य 
च लक्षुगमुच्यमानमुपधारय ॥ ६ Il 
जत्र वदद शोफ विपरीत क्रियाओं से या ठोपों की ahs 
अविक होने से वाह ( आलंय, परिषेक, सेक, अभ्यङ्ग, उप- 
नाह ) और आम्त्रन्वर ( रक्तमाबनादि तथा cer छाथ, 
रस, भस्मादि) Renta के करने से भी चान्त नहीं 
दोता हो तब पकने छगता पच्यमान और 
पक्त अवस्थाओं के SN ऋद्दता हूं उन्हें TT करो ॥ ६॥ 
विमर्ण--तोफ अधिकतर नरीर 
प्रवेश से उत्पन्न होता दे । ये जीवाणु अवेग-स्थान को सेळों 
को मार कर अपना खाद्य लेकर अपनी बृदि करते हैं तथा 


| उसका आम, 


खाय में विपले पदार्थ भी उत्पन्न करते = जो स्थानिक Sst का 
नाल तथा रक्त के साथ मिलकर सवदेह Haan कर विपम- 


चता के SIN We करते द 1 जरीर के सेल भी अन्य दारीर- 
रचक येळा की सदायता से इनके साथ मुकाबला करते Ft 
यदि विकारी जीवाणु निवळ होते ह तो वे दार जाते है तथा 
ओफ नष्ट हो ज्ञात दे ओर यदि घरीगरचळ सेळ निर्वळ होते 

तो sam Rams होकर रोग ak होती है। इसी को 


a 2s 


as Sea 21 लाथ की मार्गान्मझावस्था आमावस्या ह । इसमें 
डारीर का वळ ओर आओपधत्रळ हो तो रोग यान्त हो सकता हे 


fed जीवाणु या दोष प्रवळ हो तथा योग्य चिङित्या का भी 
अभाव दो तब स्थानिक धातु नष्ट होकर पूय बनती है तथा वह 
प्रसारित होती दे इसे पच्यमानावन्पा कहते हैं। किन्तु carats 
वन्द होकर गरीरघातु-नाग भी बन्द होकर तथा पूय के चारों 
आर राग धातु ( Granulation tise ) की दीवार बनकर 
CU रक कर वह पुळ स्थान में कदी की भांति एकत्रित 

जाता दे उसे ease था विद्र७ि ( Abscess ) कहते हैं । 


तत्र; मन्दोष्मता त्वक्सवर्णता शीतशोफता स्ये 

मन्द्रवेंदनताऽल्पशोफता चामलक्तणमुहिष्रम्‌ ॥ ७॥ 

इनमें से शोथ का स्थान कुछ गन्म दोना, उस म्यान की 
त्वचा की अन्य त्वचा से समानवर्णता, ओफ का शीतस्पर्य, 
स्थिरता ( कठापन ), अत्य पीड़ा ओर अठ्यशोफता चे आम- 
गोफ के छत्तण हैं 1 ७॥ 

सूचिभिरिव निस्तुधते दश्यत इव पिपीलिकाभिः 
स्तामिञ्च संतप्यत इतर छिद्यत उव man भिद्यत इव 
शक्तिभिस्ताइ्यत इब दण्डन पीड्यत इत्र पाणिना 
घट्यत इत चाह्ुल्या, दह्यते पच्यत इव चाश्रिन्षारा- 
भ्यान, ओषचोषपरीदादात्च भवन्ति | वृश्चिक्विद्ध इच 
च ब्थानासनशयनयु न शान्तिमुर्पात | यध्मावर्वान्त- 
रिवाततत्र शोफो भवति, लग्बंबर्य शोफाभिवृद्धिरन्व- 
रहाद्रपिपासा अक्तानचित्र पच्यमानत्िद्वम ॥ ८ ॥ 

खुट्टो sama की सी पीडा होना, चीटियों से कारा 
जाता हो, तथा चीटियां शरीर में चलती हुई सी प्रतीत होती 
हो, भन्न से काटा जाता हो, ates ये भेदन करने के 
समान, ढण्डे या छकड़ी से पीटे जाने के समान, हाथ से 
qa जाने के समान, अद्ढुलियों द्वारा मळे जाने के समान, 


के टण है | 

विमर्श वाने ने 
पानेसेगदा तथा उवाच azz 
= होती है इ £६ रिन अ 
न्ने | oe गम का 
याथ ( Solid a) ay 
मिलना टू , दचाव से rer, 
OTT टेन्ट (Plactoatign test 


में की oy 


= ` कफजेषु इ रोगेषु 'म्मीरगतित्वादा 


icici 
ey 


नी 


Ts 
) केददेन z 1 Wz 
Thy, अन्ति 


ds तरि धरि 


धे गोः रागो स शोध 
TIT चोर ले उ्न्पञ्च थे ह्य = 
- नहीं SS पर पक्ष शोथ 
मेल _ अज्ञान) को ore ' ह 
ict ses 
Tay व्द्ना की भ्ल्प्ता 9 


की 


nn 


(६०9११६५१००) फदने हँ 
है। यहां पर शरीर के शट और रक्षक दलों में युद्ध होता है। 
पाकचिचि में निम्न पृयजनक (Pyozenic) जीवाणु भाग 
ठेते हैं । कोका] जाति SAA, स्टेफिलो, न्यूमो, मेनिगो, 
योनो stra, वेसील्स पात्रों सायनीबस, वे० कोलाई, 
वे० टावफेसिस, वे० ट्यूवरक़्युलोसीस और एक्टिनो माय- 
सीस । इनके प्रवेश से ast श्रथम शोय, रक्तसज्ञाराविक्य 
ak शवेतक्णागनन aff होकर दोनों में युद्ध होता है। 
nae aaa दें, fre हारते हैं । जीवाणु अधिकसंख्यक तथा 
संबळ हो तो न्यानिक धानुसेल, >वेतकग तथा जीवाणु 
नष्ट होते हैं। इस नरह पूय इन्हीं छन Seta वनता ह। 
पूय के तरल भाग में रक्तरस होता हे और घन भाग में 
स्थानिक धातुओं के सुव सेल, wa प्यजनक जीवाणु और 
सुत श्वेचकण gat) दे० नोळाव से चना पू मल्गन्वी, 
बे० पाबोऊर्यानोउर से घना पूथ नीला हरा होता है । 
aga की fists, डिन्ववाहिनी [विटचि ” Pyosapinx ) 
तथा रासायनिक sate शोथ मे पूय विना जीवाणु के 
होता है। 

तत्र; आमच्छेदे माँससिरान्त्राय्वस्थिसन्थिव्यापा- 
दनमतिमात्रं शोणितातिम्रवृत्तिर्वेदनाप्रादुर्भावो$वदरण- 
मनेकोपद्रचदशेन क्तविद्रधिर्वा भवति । स यदा भय- 


मोहान्यां पक्कमप्यपक्कमिति मन्यमानव्रिरमुपेक्षते 
व्यार्विं वचस्तदा गम्भीरानुगतो द्वारमलभमानः पूयः 


स्वरमाश्रयमतरदीर्योत्सङ्गं महान्तमवकाशं कृत्वा नाडीं 
जनयित्रा कृच्छुसाव्यो भवत्वसाव्यो वेति ॥ १४ ॥ 

आन गोऽ के छेदन करने से मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि 
ओर सन्वियों का am, अधिक मात्रा में रक की प्रवृत्ति, 
चेदना का प्रादुर्भाव, मांसादि धातुओं का फटना, अनेक प्रकार 
उपद्रवो का होना अथवा ज्षवविद्रधि उत्पन्न होती St 
यदि वद्य भप और मोह ( अज्ञान) से पक शोथ को मी 
es समझता हुआ त्यावि (शोफ) की चिर काल तक 
उपेक्षा कर देवा हे तव गम्भीर धातुओं में गया हुआ पूय 
बाहर निकळने का द्वार न प्राप्त कर अपने आश्रयीभूत स्थान 
को विदीणं कर गदरा और वड़ा अवकादा करके नाड़ी (3777७) 
उत्पन्न कर देता द जिससे वह शयथ कृच्छताध्य और असाध्य 
हो जाता है ॥ veil 


op), 


S| अर 


भवन्ति चात्र— 
यदिङनत्त्याममन्नानाद्यश्च पक्कमुपेक्तते | 
स्वपचाबिव सन्तब्यो तावनिश्चितकारिणी tt १५॥ 
जो वद्य आमावत्ण में शोफ को चीरता दै तथा जो पकता” 
वत्या में उपेचा कर देना है वे दोनों प्रकार के असमीच्यरकारी 
चर्चा को चाण्डाळ के समान समझना चाहिये । जसे चाण्डाळ 
किसी को मी मार देता दै तदव ये भी रोगी को मार देते हे ॥ 
प्राक शख्नकरमगञचेष्टं सोजवेदातुरं Pa!  * 
सद्यपं पाययेन्मद्यं तीच्णं यो वेदनाऽसदः ॥ १६॥ 
१० go 


A 0] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


a 


$3 
न मूच्छेत्यन्नसंयोगान्मत्तः शर्त न बुध्यते ।' 
तस्मादवश्यं भोक्तव्यं रोगेपूक्तेपु कमंणि॥ १७ ॥ 
प्राणो ह्याभ्यन्तरो नृगा बाद्यप्रागगुणान्बितः | 
थारयत्यविरोवेन शरीरं पात्वभोतिकम्‌ ॥ १८॥ 
शाम्त्रकर्म ( Operation ) करने के पहले रोगी को हितकर 
भोजन करना चाहिये तथा जो रोगी cara में शस्त्र दारा 
होने वाली वेटना को सहन न कर सके तथा चह मद्यपा- 
न करने वाला Ef तो तीदग मच का पान कराना चाहिये 
रोगी को अन्न खिलाने से मूर्च्छा आप्त नहीं होती दै तथा 
सदिरा द्वारा मत्त हो जाने से शात्रपातजन्य पीडा का वोध 
नहीं होता हे, इसलिये जिन रोगों में भोजन कराना कहा 
गया है उनमें शन्त्रकर्म के पूर्व अवश्य ही भोजन करा देना 
चाहिये। मनुष्यों का भीतरी प्राण (शक्ति) वाह्य प्राण 
(अन्न) के quit के साथ मिल्कर इस पाञ्चभौतिक शारीर को 
निर्विरोध aren करता है ॥ १६-१८ ॥ 
विमर्श--निन्न रोगों को छोड़ कर अन्य रोगों में wae 
के पूर्व भोजन कराना चाहिये। “मूट्गमोंटाशोभनन्दरमुडरोगे- 
घ्वमुच्खत- फर्म saa’ अन्न की प्राण संज्ञा हे “मागो वा अहम? 
प्‌ तथा देह पद्चमूतों से 


waar, “आदारः श्रातिना प्रागा 
बना हे और आहार भी पाञ्चभौतिक होने से देह धारक दै । 
पत्नमूतात्नके te oer पाहमीतिए'। fe पत्था aq 
भ्वान्‌ यगानभिवधने ॥ इन्हीं कारणों से गरकर्म के पूर्व भोजन 
कराना श्रेष्ट माना है इसके सिवाय भोजन करा देने से त्वचादि 
स्थानों की रक्तवाहिनियां सद्धचित हो जाती हैं जिससे वहां 
का रक्त पाचक Tat की उत्पत्ति के लिये पचन संस्थान ( Dig- 
estive system ) की ओर अधिक मात्रा में जाता दे जिससे 
दाखक्रम करने के स्थान से रक्तक्नाव कम होता है । 
मथपान--से रोगी की वेदना तथा संज्ञा दोनों का हरण 
होता है जिससे weet में कुछ सहायता मिल सकती है 
किन्तु इल विपय में वर्तमान विज्ञान ने अत्यविक उन्नति कर 
अनेक वेदनाहर ( Anodyne ) और संज्ञाहर ( Anaesthetic ) 
ओपधियों का आविप्कार किया है। क्लोरोफार्म से सार्वदेहिक 
संज्ञाहरण तथा कोकेन, नोवोकेन, प्रोकेन और ईथर से स्थानिक 
संज्ञाहरण करते ह1 इससे चाहे जितना वडा दानक क्या 
जाय परन्तु रोगी को तिळमात्र भी वेदना नहीं होती है। 
मोजप्रगन् में संज्ञादर चूर्ण से राजा को बेहोश कर दिर का 
शत्रकर्म करके मत्स्य निकाळ कर सज्ञीवळ चूण के प्रयोग से 
सदेष्ट करने का वर्णन है। 
seat महान्‌ वा क्रियया विना यः 
समुच्छितः पाकसुपेति शोफः | 
बिशालमूलो विपमो विदग्ध; 
स कुच्छुतां यात्यवगाढदोपः ॥ १६॥ 
उत्पन्न हुआ छोटा अथवा चढ़ा शोफ जालेपनादि ल 

विना बढ कर पाक को ATE दाता है। इस प्रकार का झोफ 
विद्याळ मूळ, विषम और विदग्ध हो कर उसका pe ) 
अवगाढ ( गहरे ) स्यान में स्थित हो जाता दे जिससे वह 


इच्छृसाध्य दो जाता है ॥ १९ 


आ. 
or 


~ 


अष्टादशा 5ध्याय+ | 

पविस्रावणशो घनैर अ पभ | 
र प्रयुक्तेय दि नीपशामयेत | ्रणालेपनबन्धविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः॥९॥ 
पच्येत शीध सममल्पमूलः यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


स पिणिडतञ्रोपरि चोन्नतः स्यात्‌ ॥ Re Il 


आलेप, रक्तत्रावण और संशोधन इनके ठीक तरह से 
प्रयुक्त करने पर भी यदि शोफ का शमन न हो तो वह समान 
तथा अदपमूळ वाळा शोफ पिण्डित या गोळाकार के रूप में 
ऊपर को उठ कर शीघ्र ही पक जाता है ॥ २० ॥ 


अच इसके अनम्तर घण के आळेपन और चन्धन की विधि 
को चताने वाळे अध्याय का व्याख्यान करते ह॑ जसा कि भग 
वानू धन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा था ॥ १-२॥ 

आलेप आद्य उपक्रमः, एप सर्वशोफानां सामान्यः 

प्रधानतमञ्च, तं च प्रतिरोगं वच्यामः a ततो बन्धः 
प्रधानं) तेन शुद्धित्रेगरोपणमस्थिसन्धिस्थय च ॥ ३॥ 

आलेत सबसे आद्य ( प्रथम ) उपचार हे । यह सर्वप्रकार 

के शोफों में सामान्य हे तथा अधिक प्रधान है। इसका 

विवेचन प्रत्येक रोग के वणन के ससय किया जायगा । आलेप 

के पश्चात्‌ वन्ध की प्रधानता होती है। sera से घण का शोधन, 
रोपण और अस्थि तथा सन्धियों की स्थिरता होती है ॥ ३॥ 


तत्र प्रतिलोममालिम्पेन्नानुलोमम्‌ | प्रतिलोमे हि 


कच्तं समासाद्य यथेव वहि 
चाय्वीरितः सन्दहति प्रसह्य | 
तथेव पूयोऽप्यविनिःस्इतो हि 
मांसं सिराः arg च खादतीह ॥ २१॥ 
जिस प्रकार वायु से प्रेरित या दीस अभि तुणसमूह को 


गरात कर उसे वळात जळा देती है उसी तरह शरीर या शोफ- 
युक्त स्थान से पूय को न निकालने से वह वहां के मांस, सिरा 


सम्यगौपघमबतिषठतेऽचुप्रविशति रोमकूपान्‌ स्वेदवाहि- 
जोर erga को नष्ट कर देता हे. २१ ॥ fies सिरामुखैबीये प्राप्रोति ॥ ४॥ 
आदौ igre कुर्याद्‌ द्वितीयमवसेचनम्‌ | 


हमेशा आलेप को प्रतिलोम अर्थात्‌ चालों के रुख की 
विरुद्ध दिशा में लगाना चाहियेअनुलोम नहीं गाना चाहिये । 
प्रतिलोम आलेप छगाने से औषध अच्छी अकार वहां लगी 
रहती है, रोमकूर्पा में प्रवेश करती है एवं स्वेद्वाहक daa 
तथा सिरासुख द्वारा भीतर जाकर बलवान होती हे ॥ ४॥ 


तृतीयस्चपनाइ्च चतुर्थी पाटनक्रियाम्‌॥ १८! 
पञ्चमं शोधनं कुय्यांत्‌ षष्ठं रोपणसिष्यते | 
एते क्रमा त्रणस्योक्ताः सप्तमं घैकृतापद्दम्‌ || १६ ॥ 


इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आमपक्केषणीय- 


न च शुष्यमाणमुपेक्षेत, अन्यत्र पीडयितब्यात्‌ | 
विधिर्नाम सप्तदशोऽध्यायः | शुष्को झापार्थको CT । ५॥ 


जहाँ पर घणशोफ सें पीडनकाय करना अभीए हो उसको 
छोड़कर अन्य शोफमें प्रयुक्त आलेप को सूखने नहीं देना चाहिये 
क्योंकि शुष्क आलेप निरर्थक और पीडा करनेवाला होता है ॥ 

विमर्शः~पीडनाइंशोफा --पूयगर्भानणुद्दारान्‌ त्रणान्‌ मर्मग- 
तानपि । यथोक्ते पीडनद्रव्ये. समन्तात्‌ परिपीटयेत्‌॥ शुष्यमाणसु- 
Rad प्रदेइ पीडनम्प्रति। न चाभिसुखमािम्पेत्तथा दोष प्रसिच्यते 
आरेपभेदा.--स्नैहिको निर्वापण , प्रसादन , स्तम्भन , विलायन., 
पाचन , पीडन , शोधन, रोपण , सवर्णीकरणश्र। (ato सं०) शुष्का- 
छेपदोपा ~ शुष्क हि दाहोपारागश्यावत्वञूलानि वर्धयत' (Goze) t , 


स त्रिविधः--प्रल्षेपः, प्रदेहः, आलेपञ्च | तेषाम- 
न्तर'-्रलेपः शीतस्तनुरविशोपी विशोषी च; प्रदेहस्तूष्णः 
शीतो बा बहलोऽबहुरविशोषी च | मध्यमोऽन्नालेपः।६।। 

प्रलेप, प्रदेह और आलेप भेद से वह लेप तीन प्रकार का होता 
है। उनमें भेद निन्न प्रकार से हैं। प्ररेप ठण्डा, पतळा तथा अपी- 


डयितन्य घण सें नहीं सूखने वाला होता है। प्रदेश की ओषधियों 
को पानी के साथ पीसकर गरम करके चात और कफ प्रधान 


सर्व प्रथस-विम्लापन, द्वितीय-पूयादि का अवसेचन,तृतीय- 
उपनाह, 'चतुर्थी-पाटन क्रिया, पत्चवम-जोधन, पष्ठ-रोपण और 
सप्तम-विकृतिहरण प्रयोग ये घणशोफ के सात उपक्रम हैं २२-२३ 


विमशे.--यद्यपि सुश्रुत चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय सें न्रण 
शोफ के साठ उपक्रम वताये है किन्तु उनमें जो प्रधान हें 
उनका यहा सत्तेप में वर्णन किया गया है। विम्लापनविधि -- 
अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेणुना वा शने शने । निर्मदयेद्‌ भिषक्‌ 
प्राशस्तलेनाहुए केन वा ॥ इनमें अपतर्पण से विस्लापनान्त ६ उप- 
क्रम समाविष्ट हो जाते हैं। अवसेचन-दोर्षो का निर्हरण, इसमें 
विस्तावण, स्नेहन, वमन और विरेचन ये चार समाविष्ट होते 
हैं। उपनाह को पोल्टिस ( २०१1५०८) कहते हैं, इसमें पाचन 
का समावेश है। पाटन किया में छेंदन से सीवन तक के नौ 
samt का समावेश है। शोधन और रोपण सें सन्धान से 
प्रणधूपन तक के तेरह उपक्रम तथा वैकृतापह में उत्सादुन से 
रक्षाविधान तक के शेष २६ उपक्रम समाविष्ट होते हैं। 


वा आह mane are झोफ में प्रयुक्त करते हैं तथा पित्त और रक्त प्रधान में शीत 
च्वसंदीपिकाभाषाय नाम तथा मोटा या पतला तथा अधिक न ४खनेवाला लेप करते हैं। 
सप्तदशोध्थ्यायः ॥ १७॥ HSI भलेप और भदेह के मिले हुये रुक्षणों वाळा होता है nan 

OA 60,97० 


तत्र, रक्तपित्तम्रसादकुदालेपः । प्रदेहो वातश्लेष्स- 


अध्यायः १८ ] 


सूत्रस्थानम | 


७X 


्रशमनः सन्धानः शोधनो रोपणः शोफवेदनापहद्र्य; 
तस्योपयोगः त्षताच्षतेषु | यस्तु त्ततेषूपयुज्यते स भूयः 
कल्क इति संज्ञां लभते निरुद्धालेपनसंज्ञः arena 
सन्निरोधो aga पूतिमांसापकर्षणमनन्तर्दोषता ब्रण- 
शुद्धिश्च भवति॥ ७॥ i 
gaa आलेप रक्तपित्त प्रधान शोथ का दमन करता है। 
प्रदेह बात और VASA प्रधान शोथ का शामक, शोधक, NIT 
तथा शोथ और वेदना को नष्ट करता हे। उसका प्रयोग HITT 
शोथ तथा अत्रणयुक्त दोनों में होता दै | जिसको ga (घाव) 
में प्रयुक्त करते हैं उसे प्रायः कल्क तथा निरुद्धालेपन भी कहते 
हैं। इससे स्राव का निरोध, स्थान का सदु होना, सड़े गले 
'सांस का नाश होकर त्रण की सोतरी निर्दोषता ( पूयाभाव ) 
होकर शुद्धि होती है ॥ ७॥ 
विमशेः--अशछइसग्रहकार ने तो प्रलेपादिकों की परिभाषा 
gaa से विरुद्ध की है। “यस्तु शीतस्वतुुहसुंहुश्च प्रयुज्यते स 
प्रदेहो रक्तपित्तत्वचा प्रसादकृत्‌। प्रलेपस्तूष्ण शीतो वा Ager 
तथा TAS TTT ॥? 


'अविदग्धेषु शोफेपु हितमालेपनं भवेत्‌ | 
यथास्वं दोषशमनं दाहकण्डूरुजापहम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वकप्रसादनमेवाग्ऱ्यं सांसरक्तप्रसादनम्‌ | 
दाहप्रशमनं AS तोदक॒ण्ट्ूविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्मदेशेपु ये रोगा गुद्मब्बपि तथा नृणाम्‌। 
संशोधनाय तेषां हि ङुर्यादालेपनं मिषक्‌ ॥ १०॥ 
षडभागं पेत्तिके स्नेह चतुर्भागन्तु वातिके | 
अटष्टभागन्तु कफजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥ ११॥ 
अविद्ग्ध शोफ की अवस्था में आलेपन हितकारक होता 
हे तथा शोफों के भिन्न २ दोषों का शमन करता है एवं दाह, 
कण्डू और रुजा को नष्ट करता हे । त्वचा को शद्ध करने में 
प्रधान है। मांस और रक्त को भी ge करता है। दाह का 
शमन करता है इसके अतिरिक्त सूई चुभोने कीसी पीड़ा 
भोर कण्डू को झान्त करता है । मनुष्यों के मर्म स्थानों पर 
तथा TE स्थानों पर जो रोग होते हैं उनकी शुद्धि या शमन 
करने के लिये आलेपन करना चाहिये । पित्तजन्य शोफ के 
आलेप में छुठा भाग, वातिक में चतुर्थं भाय और कफजन्य शोथ 
में आठवाँ भाग स्नेह का प्रयुक्त करना चाहिये ॥८-११॥ 


तस्य प्रमाणमाद्रेमाहिषचर्मोत्सेधसुपदिशन्ति॥१२॥ 
उक्त आलेप की मोटाई भेंसे के गीले च्म के बराबर होती 
है॥ ३२॥ 
विमर्श चरके तु “Bringer: स्या्रलेपः कश्क- 
पेषित'” ॥ 
न चालेपं राती प्रयुञ्जीत, सा भूच्छेत्यपिहितोष्म- 
णस्तदनिर्गेमाद्‌ विकारसप्वृत्तिरिति॥ १३ ॥ 
आलोप को रात्रि के समय नहीं लगाना चाहिये क्योंकि 
आलेप की शीतलता से रुकी हुई उस स्थान की उष्णता के 


नहीं निकलने से विकार की बृद्धि या अन्य रोग की प्रवृत्ति 
न हो जाय भतः रात्रि में आलेप का निषेध हे ॥ १३॥ 
विमर्शः--आलेपस्य रात्रौ निषेध.-तमसा पिहितो gor 
रोमकूपेरनाइतै । लेपादविनेव निर्याति रात्री नालेपयेदत. ॥ 
प्रदेहसाध्ये ब्याधो तु हितमालेपनं दिवा | 
पित्तरक्ताभिघातोत्ये सविषे च विशेषतः ॥१४॥ 
न च्‌ पयुषितं लेपं कदाचिदवचारयेत्‌ | 
उपयुपरि लेपं तु न कदाचित्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
ऊष्माणं वेदनां दाहं घनत्वानयेत्‌ स हि | 
न च तेनेव लेपेन प्रदेहं दापयेत्‌ पुन' ॥ 
शुष्कमावात्‌ स निर्वीर्यो युक्तोऽपि स्यादपार्थकः। १६॥ 
प्रदेह के द्वारा साध्य रोगों में तथा अधिकतया पित्त, रक्त 
या रक्तपित्त, अमिघात और विषजन्य रोगों में दिन के समय 
लेप ळगाना हितकारक होता है । पर्युषित अर्थात्‌ पूर्व fea में 
पिसा हुआ लेप दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिये। इसी तरह 
प्रथम आलेप को विना हटाये उसी पर दूसरा आलेप नहीं 
चढ़ाना चाहिये क्योंकि लेप पर लेप ल्याने से लेप मोटा या 
घन हो जाता है जिससे उस स्थान में गरमी, वेदना और 
दाह को उत्पन्न करता हे । प्रथम वार लगाने से वचे हुये लेप 
को काळान्तर में दूसरी बार नहीं याना चाहिये क्योंकि चह 
शुष्क होने से निर्वीय हो जाता है जिसे याने पर भी कोई 
कार्य सिद्धि नहीं होती है ॥ १४-१६॥ 
चिम्ञः-डात्टरी में स्थानिक शोफ के शमन के लिये 
( Poste, Pigment or Paint, and Plaster) का उपयोग 
होता है । इसके सियाय भीतर में पूयनिर्माण को रोकने के 
लिये सेप्टेनीलेम, सरफाडायजिन, सदफाट्राइड या सीवाझोळ 
इनमें से किसी एक औषध की एक २ छोटे को तथा दो दो 
टिकिया वड़े को दिन में तीन वार पानी के साथ देते हैं । 
अत ऊर्ध्व ्रणबन्धनद्रव्याण्युपदेच्यामः । तद्था- 
च्षौमकार्पासाविकहुकूलकौशेयपत्रोणंचीनपट्टचर्मान्तवल्क- 
लालाबूशकललताबिद्लरज्जुतूलफलसन्तानिकालौहा- 
नीति; तेषां व्याधिं कालं चावेच्योपयोग:; प्रकरणतश्रे- 
षामादेशः ॥ १७ ॥ 
अब यहाँ से मण के ‘aera’ goat का उपदेश किया जाता 
है, जैसे dia ( शण से बना ), रूई, भेड की ऊन से वना 
हुआ, दुकूल ( प्ट वख ), कोशाकार कृमि से बनाया रेशम, 
पत्नो्ण ( टसर ), चीन देश में चना हुआ पट्ट ( वख ), हरि" 
णादि का चर्म, भुर्जपत्र, गूलर आदि avi की अन्तर्छाळ, 
get का टुकड़ा, छता ( वेळड़ी ), fee (वांस की खपची), 
रस्सी, तूळ Gs, सन्तानिका ( मलाई ), स्वण, रजत, तान्न, 
लोह ante । व्याधि और काळ का विचार करके इनका उप- 
योग करना चाहिये | इनका विशेष उल्लेख प्रकरणानुसार 
होगा ॥ १७॥ 
विमर्शः--प्रकरणानुसार इनका उपयोग जैसे सर्पदंश सें 
रज्स-ता तु रज्ज्वादिभिवंडा विपमतिकरी मता । HACKS का 
का कुशार्थ प्रयोग--मधकोदुम्वराश्वत्यपठाशककुमत्वच । वशसर्चे- 


sé सैश्रतसंहती 


न“ SD VY VD DN 


ma इश्चार्यमुपर्सहरेत ॥ चर्मोपयोग-चनंणा गोफणावन्यः | जो बन्ध जिस प्रदेशा में उपयुक्त बंध सके उसे उती प्रदेश में 


नारों यो वा दितो waa 


तत्र कोशदामस्स्तिकानुवेल्ितप्र(्ु)तोलीमण्डल- 
म्घगिकायमकलदवाचीनविबन्धवितानगोफणाः पञ्चाङ्गी 
चेनि चतुदश बस्घविशेपाः । तेषां नामभिरेवाकृतयः 
प्रायेण व्याख्याताः १८ ॥ 
77 क्षोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेल्लित, nite, मण्डल, 
waits, चमक, स्वदूचा, चीन, fara, वितान, गोफण 
और पच्चाड़ी ये चौदह वन्वविळेप हैं। प्रायः इनके नास से ही 
इनका स्वरूप या रचना स्पष्ट है ॥ १८॥ 
व विमददः-चाग्मट ने उत्सङ्ग नामक os अधिक बंध माचा 
Gl वन्घ को वेण्डेज (Bandage) कहते हैं। आज कळ 
weit की den इन पन्द्रह से भी अधिक है जिनका 
स्थानानुसार नाम रखा गया है। ads seat ठक्षणानि-- 
पूरविलोपिवैदेन्स faa dase: । कोशक्राख्य" त RR 
saa la वबितान ॥ arash चनुष्यादा दानार्य स्वस्तिक पुन 1 
anata varied वघ्यते ॥ अनुवेल्लित तदविद्यान्यु- 
Seg 2g । वशद्विसुंडिकासारी जाळवद वहुरन्यक-] उःचोठो- 
we पप न्यान सेझालग्मत शशु। गोतुण्टिकां चालसीख तामे- 
इाहुलिपखण ॥ माटळ tere बरिदच्यान्मण्डलास्यके । मेप- 
जादिमिरपूर्य न्यमित्रा cela च ॥ वध्यने मण्डटाकारो यमल्तण- 
योन्तु न. । वन्य उमकनामानं भिएनो वययन्वि तस. ॥ खट्वा तु 
डहुपादा स्याव्विगस्थिंदुमिडंना । चोनवन्व विजञानीयाव्विरामिई- 
धुनिडनन ॥ विदन्यो विवियो वन्य स च पडनन्यिठायुन: । Bet 
विनानसशन्न विठानाकारस्युन* ॥ पापाउटकोन्केण्कारिण गो” 
फणा बिद" । वाठ मिषत्‌ स्यात. ower ord तिमि । पदधा 
BPI वृत Sate वन्वनाय चिकित्सऋ ॥ 


? 


तत्र काशमदुष्ठाडुलिपर्वसु Ree | दाम सम्बा- 
Sq | सन्विकूचकश्रुम्तनान्वरतशकर्णपु स्वस्तिकम्‌ | 
अनुव ल्लितं तु शाखासु | ग्रीवामेढयोः प्रतोलीम्‌ । वृत्ते- 
Sq मएइलम्‌ । अहुणाङलिमेद्रमेषु स्थगिकाम्‌ । यम- 
लत्रगयायमकम्‌ | हनुशाक्वगण्डेपु खट्वाम्‌ । अपाहयो- 
श्वीनम्‌ । प्रष्ठोदरोरःमु बिवन्धम्‌ | भूद्धेनि वितानम्‌ | 
चिवुकनासाषांसवस्तिपु गोफगाम्‌ । जब्ुण xed पद्चा- 
ज्लीनिति | यो वा चस्मिन्‌ शरीरप्रदेशे सुनिविठ्ठी भवति 
तं तस्मिन्‌ त्रिदथ्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

age और अद्भुडियों के पोरवों Hata याँघना 
चाहिय । aan (तग या mgs ) अङ्ग सें दामवन्ध 
aa, cis, भू, स्तनों के सध्य, हस्तवळ, पादुतळ जीर्‌ 
कर से Parr, ara सें अनुदेल्लित, ग्रीवा और मेढ 
नें प्रनोडी, गोड करगे में wes, aye, बदलि सौर हिड 
इनक भग्न नागों पर स्पगिरावन्स, पारवबर्ति दो ait से यम- 
aM, ठोटी, कनपट्टी भार कपोळ पर “Tea, अपाइग्रदेश 
में aired, पीठ उदर थोर चकःस्यछ पर विवन्यवन्ध, सिर पर 
f met छी नोक, नाविठा 


न्य २ Ty होट, स्कन्व और 
यस्विप्रदेश में गोण्याव्न्व तया ag ( इसळी ) के ऊपर पत्चा- 


Tiers बांघना घाहिये। अयया वेध अपनी बुद्धि के अनुसार 


बाँघना चाहिये ॥ १९॥ - 

विमगी-वन्थनकर्म को (Bandagng) कहते हॅ । 
आघात, चोट, सोच, रकखाव, अस्थिभङ्ग, ( Fracture), 
सन्धिविश्ळेष ( Distocation) आदि में बन्धन ater अत्या" 
वश्यक होता हे । घन्धन वांधने की विधि केवळ पढ़ने से 
नहीं आती है । पहले पुत्तमय पुरुषों (Domy) पर ae 
सीखते थे परन्तु अपने सहपादियों पर प्रथम अभ्यास फर 
पञ्चात्‌ होस्पिटळों में आने वाले रोगियों पर चांघना चाहिये । 
आयुर्वेद के इन tee चन्घनों से पता चलता है कि पूर्व काळ 
में उसका शाल्यविभाग पर्याप्त उन्नत था । 


is 
टि द 
oF 
is 3 ष्र 
E % 
Eos 6 90 
yD Be oe 2s tp E छ 
“6 EE पट Fe ae 
Ee kd - ~ wy 1४ 
bed go 4 किट हे fe 
BEEEE छट Ate > छि 
PEG EGE RBPPBEZER ® 
Es 
ra 
E s र 
डू थक 
Ff rf” [2 m gf हा रथ 
कह sf ६ पडती & 
2 88 © 32234 ह 
ई इ 8 EY g 
= £ ४. B+ | i 
nan ‘Oa m BRA Oo <q 
ty 
EER tr 
कक 1313333344: 
EER EGE sr Ir joe 
rr te Bz > fEEEE 
८ टळक 2८४८ दि 
SEE MERE डिक कर B 
~A WA 9 '“ ०८ 9 ४ ७ 6 ०* wen ४» 
ww oo oF ० 


णमूध्वेमघस्तियेक 


यन्‍त्रणमृथ्यमघस्तियेक च ॥ २०॥ 

चन्घन की यन्त्रणा अर्थात्‌ गांठ ऊपर, नीचे और तिरच्डी 
ठयानी चाहिये ॥ २० ॥ 

विमईः--जद्दां पर मण हो उसके ऊपर, नीचे या Rah 
गांठ खयार्व। उस पर गांठ ल्गाने से घण मेँ वाघा होती 
है। वर्तमान में &वछ Pan का उपयोग होने से ,सुविघा 
हो गई है। 

तत्र घनां कत्रलिका दत्त्वा चामहस्तपरित्तेपसजुम- 
नाविद्धमसचितं ag पट्ट निवेश्य वध्नीयातू । न च 
अस्योपरि grate अन्थिमावाधकरं च ॥ २१॥ 

प्रथम बगस्थान पर मोटी कवलिका रख कर वामहस्त में 
fea gave Sefer हस्त से सीधा, ae के बिना पुर्व 
ठीक ae से Gere ata देना 'चाहिये । नण के ऊपर पीडा 


अव्यायः १८ | 


सत्रस्थांनम्‌ । 


Ss 


COPPOLA OLA LL POP PPL LLL LLLP PPL LL LPL LPL PLL 


या बाधा पहुंचाने वाळी अथि नहीं ल्यानी चाहिये ॥ २१ ॥ 
RAO SO OR ऽतित्तिग्चे cl 4 किक. 
a च विकेशिकाषवेऽतिस्निग्चेऽतिविषमे ग 
> ० कि. रौच्याच्छे ०. a ्द्न्या 
कुर्वीत | यस्मादतिस्नेह्यत्‌ क्लेदो; रोच्याच्छेदो, दुर्न्या- 
अ्रगवर्त्मादचर्षर्णा Loe क्ट र. 
सादु नगवर्त्मावघपगमिति | २२ 
विकेशिका चथा कौषघ afte स्निग्ध, अधिक we और 
fan नहीं होने चाहिये | क्योंकि इनके अतिल्निग्ध होने 
व्ीचड, रूच होने से वग फड जाता दे वथा विषम रखने से 
अग के मार्ग में वर्षग होता द ता २२॥ 
विमर्स--विकरेश्चिला को वर्ति कहते हैं। 
( ९3००९ ) storage द्रव्य के घो 
रखते हैं । इसके रखने से तण 
को यह वर्ति सोख लेती दे वया 
आपस में न मिलने दे 


azz ब्रग के feat 
aya था casa नहीं हैं 
महत्व मानवा दे। “eqs 
विक्रेश्षिकां care ? ( न० Go )। उपूदिमास सोल्लदं 
Sia पूययसिगन्‌। aa विद्योधवेच्छीत्रं स्थिता sas fire ॥ 
( चारसर ) 1 छज्कवर्वि दोषान च विकेळिकामौधवं वाति 
स्निग्उरुक्षमतिदळ्यमतिगाढमः्टक्गं दुन्बस्तं वा cara अतिदल्य- 
ल्ादपरिझुद्धिः, 


तत्र त्रगावतनविशेषाद्रन्वविशेषस्रिविधो भवति- 
राढः; समः, शिथिल १३ ॥। 

चण के आयतन ( स्यान, दोष, काळ) की विश्वेषता से 
ara की भी गाढ, सम आर शियिर ये तीन विद्रेषदाएं 
होठी हैं ॥ २३॥ 
पीइचन्नरुजो गाढः सोच्छासः शिथिलः waa 
चेव गाढो न शिथिलः समो चन्धः प्रकीर्तितः ॥ २४ ॥ 

जो बनव दवाने से पीड़ा नहीं करे उसे गाढ कहते दें, 
जो बन्ध रोगी के सांत लेने से हिले cam शियिल कहते 
हैं .ओर जो नयाटा हो ana मियिक हो उसे aaa 
कहते हैं ॥ Ren 

तत्र, स्फि्क्तिकच्षावङ्कगोरुशिर'सु गाढः | शाखा- 
FETS SACHS AUR समः | STAM: 
सन्वियु च शिथिल इति ॥ दश॥ - 

स्वनाठुसार वन्व-डशिष्टय--निवस्व, Sh, कक्षा ( बाहु- 
सूळ), वंद्रण सन्धि, ऊर और सिर इन स्थानों में गाढ 274, 
दाय, पर, सुख, कान, कण्ठ, लिङ्ग, Tan, पीठ, Wea, उदर, 
छाती इन स्थानों में समवनन्‍्ध तथा नेत्र और aa स्थानों में 
सियिल्वन्च staat चाहिये ॥ ३२ ॥ 

तत्र पंत्तिकं गाढस्थाने समं Tea, समस्थाने 

शिथिलं; डिथिलस्थाने नेव; एवं शोणिददुष्टं च । 
Gite MAGA सर्म, समस्याने गाढं, याढस्याने 
राढतरम्‌ ; एवं वातदुष्ं च 1 २६ ॥ 

दोषानुसार दन्ववेशिउ४--पैक्तिक अगो में जहां गाददन्व 
ख्याना हो वहां Fates वावे, ठनवन्व ळयाना हो वहाँ चियि” 
बन्द ल्यावे तया अहां शियिळ्दन्व बाँधने का विधान हो 


छादे 


गाइवया >>. चत्वाद दक्रगद्त्मापूद नमन 


५» PESTS, PUA TTT, | 


APPL LAL 


a 


PLA 


उस स्थान को खुला ही रखना चाहिये। इसी प्रकार का 
नियम रक्त की दुष्टि से उत्पन्न तय में भी जानना चाहिये। 
; से दूषित ait में जहां शिविद्वन्ध बाँघने का नियम हो 
वहां सनवन्ध, समस्थान में गाइवन्व और गाढवन्ध बांधने की 
लगह अत्यन्त गाव्तन्ध गाना चाहिये । कफ के बण के अलुः 
सार हीं वाव्दरट बग में बन्धन वांघना चाहिये ॥ २६ ॥ 


तत्र पेत्तिकं शरदि ग्रीष्मे द्विरहों aed | 


रक्तोपट्रतमप्येबम्‌ | स्छेष्मिक दमन्तवसन्तयाद्थद्वाद्ा- 
दोपद्धवमप्वेवमू | एचसस्यूझ वन्वविपच्ययं च कुर्यात्‌ ॥ 


कालानुसार वन्वव्शिध्य--पित्तदुष्टि से उत्पन्न घण को 
दारद तथा sea ऋतु में दिन में दो वार खुबद शाम वांघना 
चाहिये । इसी प्रकार रक्दुष्टि जन्य an सें भी दो वार ata 
an को दुष्टि से उत्पन्न त्रण को देमन्त तया बसन्त ऋतु में 
तीसरे दिन खोळ कर वांघना चाहिये । वायु से दूषित ब्ग का 
भी इसी निचमाचुसार वन्धन करना चाक्यि। इस वरह 
स्थान, दोष और काळ का विचार करके वन्धनविधि में विपः 
यय करना चाहिये ॥ २७ 0 


तत्र समशिथिलस्थानेघु गाढं वद्धे विकेशिकोषध- 
away शोफवेदनाप्रादुमांवश्च, गाढसमस्थानेयु 
शिथिलं वद्धे विकेशिकोषघपतनं wee त्रगव- 
त्मविधर्षणमिति | गाढशिथिलस्थानेषु समं वद्धे च 
गुगाभाव इति ॥ २८ ॥ 
यदि सम और शिथिल चन्धन बांधने की जगह गाढ ara 
बांधा ज्ञाय तो विकेशिका ( वति) तया औषध निरयंक हो 
जाती दै तया बण स्थान में शोफ और वेदना होती है। गाढ 
और सम बन्ध के स्थान में यदि सिथिल बन्ध बांधा जाय तो 
चि तथा ates गिर जाती दे ठया ve के इधर उधर खिस- 
क्ते रहने से त्रण के मर्गा में वर्षण होता हे! इसी वरह गाढ, 
fale ara के स्थानों में समवन्व बांधने से कोई गुण नहीं 
होता है ॥ २८ tt ur 
अविपरीतवन्वे वेदनोपंशान्तिरसकप्रसादो मादेचं च ॥ 
यदि वन्वन अनुकूल बांधा जाय तो वेदना का शमन, 
रक्त की घुद्धि ठथा घण स्थान में झदुता उत्पन्न होती दे 1२९॥ 
अवध्यमानों दंशमशकदणकाप्टोपलपांशुशीतवाता- 
ठपप्रश्चृतिमिर्विशेषेरमिहन्यते am विविधवेद्नोपट्ुचश्च 
दुष्ठतामुपेत्यालिपनादीनि चास्य विशोषमुपयान्ति ॥३०॥ 
as an पर बन्धन नही वांधा जाय तो महिका, मच्छर, 
घास, छकड़ी, पत्थर के कण, घूली, TSF, वायु, चूप आदि 
से बग दूषित होता हे तथा अनेक प्रकार की Fendt से 
उपद्रव होकर अविक दूषित दो जाता हे तया उस पर ळ्याये 
हुए आलेपादिक Hest सूख जाते ई ॥ ३० ॥ 
चूर्णितं मथितं भग्नं त्रिश्‍लिष्टमतिपातितमू | 
आअस्थिस्नायसिराच्छिन्नमाशु वन्वेन रोहति ॥ ३१ ॥ 
सुखमेवं नगी शेते सुखं गच्छति तिष्ठांठ | 
सुखं शाव्यासनस्यस्य क्तिप्नं संरोहति नग: ॥ ३९ ॥ 


= 


eq 


TIT PAP 


3 
AV आघात से शारीर काकोई भाग चूर्णित हो जाय, विछोढित 
हो जाय, टूट जाय, सन्धिच्युत हो जाय, स्त्रस्थाच से च्युत 
हो कर छटकने लगे, अथवा अस्थि, स्नायु जोर सिराए छिन्न 
हो जाय तो चन्धन बाधने से टीक हो जाते ह। बन्धन से 
ब्रणी पुरुष ठीक तरह से सोता है, सुख से ware, ga 
पूर्वक सडा रह सकता दे, यैठ सकता है तथा जो सुख से 
, सो सकता हे और वेठ सकता दे उसका त्रण भी शीघ्र भर 
जाता दै ॥ ३१-३२॥ 
अवन्थ्याः पित्तरक्ताभिघातविपनिमित्ता यदा च 

शोफदाइपाकरागतोद्वेदनाऽमिमूताः चाराम्निदग्धाः 
पाकात्‌ प्रकुपितप्रशीर्णमांसाश्च भवन्ति ॥ ३३ ॥ 

पित्त तया रक्त की ce से और अभिघात और विष के 
कारण उत्पन्न त्रण तथा सुजन, जळन, पाऊ, ळाळिमा, TE 
घुमोने की सी पीड़ा और वेदना से युक्त हो तथा चार एवं 
अग्नि द्वारा जलने से उत्पन्न AN तथा पाक से मांस सडकर 
झरवा हो ऐसे ant में बन्धन नहीं बांघना चाहिये ॥ ३३ 0 


कुठिनाममिदर्धानां पिडका मधुमेहिनाम्‌ | 
कणिकाश्चोन्हुरुविपे बिपञुष्टत्रणाञ्च चे ॥ ३४ ॥ 
सांसपाके न बध्यन्ते शुदपाके च दारुणे | 

agen चापि विभजेत्‌ कृत्याक्ृत्यांश्च चुद्धिमान्‌ ॥ 


कुटियो के चण, अग्निदग्ध बण, मधुमेही मनुष्यों की 

पिडकाओं के बण, चूड़े के काटने से फैले हुए विष के कारण 
उत्पन्न कर्णिकायुक्त त्रण, Rage an, माँसपाक जन्य घण 
और गुढपाक जन्य ait में वत्धन बाँधना निपिद्ध हे । इसके 
अतिरिक्त घुडिमान वध कहाँ चन्धन छगाना उचित है और 
कहाँ अनुचित दै आदि genera का निर्णय अपनी ate से 
कर लेवे ॥ ३३-३५ ॥ 

देशां दोषश्च विज्ञाय ao ्णकोविदः | 

ऋतुश्च परिसङ्कःवाय तरतो वन्धान्निवेशायेत्‌ ॥ १६॥ 


नण के विषय को जानने वाळा विद्वान्‌ वैद्य देदा, 
चण, ऋतु आदि का सम्यगू विचार करके फिर यथायोग्य 
बन्धन वांधे ॥ ३६॥ 
ऊर्ध्वं तिरय्यंगघस्ताच यन्त्रणा त्रिविधा सता । 
यथा च चध्यते वन्धस्तथा बच्याम्यशेषतः |] ३७ ॥ 
घनां कलिकां दत्ता ag चैवापि पट्टकम्‌ | 
विकेशिकामोपधं च नातिस्निग्धं समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रक्लेद्यत्यतिस्निग्धा तथा war क्षिणोति च | 
TRAE रोपयति दुन्येस्ता बत्मे TI ॥ ३९॥ 
विषमञ्च अर्ण कुर्य्यात्‌ स्तम्भयेत्‌ खावयेत्तथा | 
यथा sot विदित्वा तु योगं वेदयः प्रयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ऊपर, नीचे तथा eh इस तरह wants तीन वरह से 
लगाई नाती हे । अव निस तरद वन्घन बांधा जाता है उस 
विधि को सम्पूर्णरुप से कहते हँ-अथम घणस्थान में विकेशिका 
या वर्ति छया के औषध वरक ळयार्दे फिर उस पर मोदी 


सुश्रतसंहितता | 


कवलिका (रूई या गाज का पेढ था गही) रस कर सुळायम 
पट्ट ( Bandage) से चांध Zar चादिये। विकरेशिका ( चति ) 
तथा diva इन्हें अधिक चिकनी करके न लगावे क्‍योंकि 
अतिस्निग्ध वर्ति घण स्थान को fies कर देती है तथा रू 
वतिं या औषध उस घण को द्वानि पहुंचाती है. fry उचित 
स्नेहयुक्त वर्वि an को सरती है। यदि aff को टीक न 
रखी जाय तो वह त्रण के मार्ग का घर्पग करती दे घणको 
विषम बनाती ह, खाव का निरोध कर देती दे aaa को 
चढ़ा देती दै इसलिये an का उचित निरीषण करके थोग्य 
उपचार करना चाहिये ॥ ३७-४० ॥ 


पित्तजे रक्तजे वाऽपि सक्कदेव परिलिपेत्‌ । 

असकृत्‌ कफजे चाऽपि घातजे च faa ४१॥ 

तलेन प्रतिपीड्याथ खावयेदचुलोमतः | 

wala चन्धान्‌ गृढान्तान्‌ सन्धी विनिवेशयेत॥४२॥ 

पित्त तथा रक्त की दृष्टि से उत्पन्न घण में एक चार ही 

दवाकर दोष ( पूयादि ) का खाच करना चाहिये। कफजन्य 
तथा वातजन्य घण में यार २ दवा कर पूय निकालना चाहिये 
इस्ततळ से बण को घीरे २ दबाकर अझुळोम रूप से पूयादि 
को fred तथा सर्च प्रझार के चन्घनों को इस तरह वांधे कि 
उसके सिरे तथा जोड वाहर से दिखाई न दें ॥ ४४-४२ ॥ 

श्रोष्टस्याप्येप सन्धाने यथोदिष्टो विधिः स्मृतः | 

घुड्धथोत्येच्याभियुचषेन तथा चास्थिपु जानता॥४३॥ 

उत्तिष्ठतो निपरणस्य शयन चाऽधिगच्छतः | 

गच्छतो विविधर्यानेर्नास्य दुष्यति स ब्रणः ॥ ४४॥ 

ये च स्युर्माससंस्था वे त्वग्गताश्र तथा जगा: | 

सन्ध्यर्थकोष्टपराप्तश्च सिरास्तायुगतास्तथा ॥ ४५॥ 

तथाऽरगाढगम्भीराः सवेतो विपमस्थिताः | 

नेते साधयितु शक्या ऋते चन्धाद्वर्वान्त हि॥ ४६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सृत्रस्थाने त्रणालेपनवन्धविः 
घिर्नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


“CAG ID 


ओष्ट के सन्धान कर्म में तथा अस्थि के जोडने में भी 
विद्वान्‌ वेध स्वदि से विचार कर उक्तविधि के अनुसार ही 
वन्धन वांधे। बन्धन से उठते, Gea, सोते, अनेक सवारियों 
पर वेठ कर चछते हुए पुरुष का बण दूषित नहीं होता हे ! 
जो घण मांसळ स्थाना में होते हैं, त्वचा के अन्दर जो घण 
होते हैं तथा सन्धि, अस्थि भौर कोष्ट स्थानों में जो अण होते 


हैं एवं तिरा और स्नायुना में होने वाळे घण तथा जो यारे 
और गग्भीर बण होते हैं एवं जो सर्वथा विपम मण होते हैं 
चे ara के विना टीक नहीं हो सकते दे ॥ ४३-४३ ॥ 


इत्यायुबें दतत्तसंदीपिकामायाया अणाठेपनवन्धविधिर्नामा- 
एादश्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
ISO 


अध्यायः १९ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


७६. 


' एकोनविशो$्याय! | 
अथातो त्रणितोपासनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः || १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्वरिः ॥ २॥ 


अव यहां से ्रणितोपालनीय अध्याय का व्यास्यान करते 
हं जेला कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


ब्रणितस्य प्रथममेवागारमन्मिच्छेत्‌ । agra 
प्रशास्तवास्त्वादिकं काय्यंम्‌॥ ३ ॥। 


तरणी पुरुष के लिये सर्व प्रथम रहने के लिये मकान का 
प्रबन्ध करना चाहिये, तथा वह मकान श्रेष्ट भूमि में वनाना 
चाहिये॥ ३॥ 


प्रशस्तवास्तुनि Te शुचाबातपवजिते | 
निवाते न च रोगाः स्युः शारीरागन्तुमानसाः ॥ ४ ॥ 


प्रशस्त भूमि में बनाये हुए मकान सें जो कि पवित्र और 
सीधी आनेवाली धूप से चजित हो तथा वायु के झोकों से 
रहित हो तो उसमें रहने से शारीरिक आगन्तुक तथा मानसिक 
रोग नहीं होते हैं ॥ ४ ॥ 
विमर्शः--वास्तु शब्द का अर्थ गृह दे । चरके वास्तुवर्णनम्‌- 
“अपहतास्थिशदीणुकपाले देशे भ्रशस्तरूपरसगन्थाया भूमी यणवति 
प्रशस्ते भूमिभागे कृ्णमृत्तिके सुवर्यमम्तिके वा ॥ वास्तुशास्त्रेऽपि- 
विरवो निम्वश्च नि्झुण्डी पिण्डित garda । सद्दकारश्व cease 
रारूढा या समस्यला । निप्कपाला निरुपछा कृमिवरमौकर्वानिता ॥ 
अस्थिवर्ज्या न सुषिरा तनुवालकसंयुता । भद्गारेइंश्वमूलैश्व स्थूलेश्चापि 
पृथग्वियैः ॥ पद्धसक्रकूपेश्व दारुमिलोष्ट्रकेरपि । शवौराभिरयुक्ता 
या मस्माथेश्व तुषेरपि ॥ सा शुमा सर्ववर्णाना सर्वसम्पत्करी धरा | 
मनसश्चल्ुपो यत्र मन्तोषो जायते भुवि ॥ तस्या कार्म गृहं सर्वेरिति 
गर्यादिसन्मतस्‌॥ जहाँ भूमि कंकरीली, वालुका या खड़िया- 
युक्त होनी चाहिये। उसके आस पास जळ सचय न होता हो 
तथा वायु और सूर्यप्रकाश आने में वाधा न हो। मकान का 
EN पूर्व या उत्तर ( प्राग्हारसुदग्दारं वा ) हो कमरे shen में 
शीतळ तथा शीत में उप्ण रह सके, Ga तथा दरवाजे पर्याप्त 
ऊंचे हों । प्रत्येक व्यक्ति के कमरे का नाप ७० से १०० वर्ग फुट 
होना चाहिये । ( अध्टइस्तायत चतुर्ढत्तविस्तृत॑ धूमातपरजसामन- 
मिगमनी यसृतुसुखमतमस्क निवात प्रवातैकदेशमिति ), aaa में 
खिड़कियाँ तथा झरोखे हों । सूर्य की किरणों में तथा gz 
वायु में प्रबल रोग तथा उसके जीवाणुओं के नाशन की शक्ति 
है अतएव ये दोनों कमरे में आ सकें ऐसा प्रवन्ध हो। रोगी 
या स्वस्थ पर अधिक समय तक सूर्य की सीधी किरणें न पडे 
इखका भी ध्यान रखना चाहिये । 
तस्मिन्‌ शयनमसम्बाधं स्वास्तीण मनोज्ञं प्राकृशि- 
रस्कं सराञ्नं कुर्वीत 1५1 
ऐसे मकान में सम्चाघा ( पीड़ा ) से रहित, उचित लग्नी 
wa तथा शुद्ध चख से आच्छादित, मन को प्रिय ळगनेवाळी, 
qa में सिरहानेबाली तथा सिरहाने के नीचे चाकू, छुरी आदि 
दाख रखे हो ऐसी दाय्या विछानी चाहिये ॥ ५॥ 
विमर्शा--ऊँची, नीची, कठोर, खटमळों से ब्याप्त, कमजोर 
पाबेवारी साट नहीं होनी चाहिये। मच्छुरदानी ळयाना भी 


NNN ASSN SNA PPP LARPS PAP PP PPP क काक कफक कक कक PPD NS 


| श्रेष्ठ & । स्वास्तीर्ण--लाफ गदा, wer, तकिया और eras 


या रजाई होनी चाहिये । रोगी के eH, भोढ़ने ओर 
पहनने के वस्तरा को प्रतिदिन धूप में रखें तथा धोने योग्य को 
धोए एवं गुग्गुळ सपंपादि धूपन दर्व्यो से धूपित तथा सुवा 
faa करने चाहिये। “शयनास्तरणप्रावरणानि भृदुल्वञ्लुचिसुग- 
न्वीनि स्यु । स्वेदमरजन्तुमन्ति मूत्रपुरीपोपसुष्ानि च वर्ज्यानि 
स्यु.। असति सम्मवैऽनेकेषां तान्येव सुप्रक्षालितोपधानानि सुधूपि- 
तानि सुशुद्शुप्काण्यु गयोगं गच्छेयुः | घूपनानि नर्वाससां शयना- 
स्तरणप्रावरणाना च यवसर्षपातसी हिद्दुयुग्यलुवचाचोरकवय स्थागो- 
लोमीनटिलापल्दरषाशोकरोहिणीसर्षपनिर्मोकानि छतसम्भदयुक्तानि 
स्यु । (चरक )। 
सुखचेष्टाप्रचारः स्यात्‌ स्वास्तीर्णे शयने तरणी | 
प्राच्यां दिशि स्थिता देवास्तत्पूजा्थं च तच्छिरः II 
अच्छे आस्तीर्णवाळी शय्या पर घणी शयन कर सुखपूर्वक 
शरीर at tere ( करवट agent) कर सकता हे । पूर्व 
fant में देवता निवास करते हैं इसलिये उनकी पूजा 
( सत्कार ) के लिये पूर्व दिशा में रोगी का सिर या सिरहाना 
रखते हैं ॥६॥ 
विमशः-उत्तर दिशा में रोगी या स्वस्थ किसी का शिर 
नहीं करना चाहिये। स्वगरदे प्राविश्वरा शेते शवासुये दक्षिणशिरा* ! 
तस्मिन्‌ सुदृद्भिरनुकूलेः प्रियंबदेरुपास्यमानो यथे- 
ए्मासीत ॥ ७॥ 
उक्त प्रकार से BAST वाले गुह में या शय्या पर रोगी 
अपने ages तथा प्रिय वोळनेवाले frat के साथ चातचीत 
करता हुआ स्वेच्छाचुकूल wie समय तक बेठे 'या शयन 
करे ॥ ७ ॥ 
सुद्ददो विक्तिपन्त्याशु कथा भित्रेणवेद्ना: | 
आश्वासयन्तो बहुशस्त्वनुकूला, प्रियंवदा: ॥ ८ || 
,भनुकूळ तथा प्रिय चोळनेचाले मित्र अनेक प्रकार से 
आश्वासन देते हुये तथा विविध ढङ्ग की कथाओं को सुना 
के रोगी की त्रण वेदना को शीघ्र ही दूर कर देते हैं ॥ ८ ॥ 
न च दिवानिद्रावशागः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
दिवासप्रादू at कण्डूर्गात्राणां गौरवं तथा | 
श्वयथुर्वेदना रागः ATT श्रां भवेत्‌ ॥ १०॥ 
soft मनुष्य दिन में निद्रा नहीं लेवे क्योंकि दिन में सोने 
से त्रण स्थान में खुजली, अङ्गो में भारीपन, मरण में सूजन, 
लालिमा तथा खाव की अधिकता ये उपद्रव हो जाते हैं ॥९-१०॥ 


उत्थानसंवेशनपरिवत्तेनचद्क्रमणेचैर्भा षणाद्ास्वा- 
त्मचेष्टाष्त्रप्रमत्तो त्रणं संरच्षेत॥ ११॥ 
उठने, बैठने, करनट TESA, घूमने, जोर से वोळने शादि 
आस्मचेष्टाओ सें साबधान रह कर घण की रक्षा करनी 
व्याहिये ॥ ११॥ 
स्थानासनं चङ्क्रमणं दिवास्वप्नं तथेच च । 
णितो न निषेवेत शक्तिमानपि मानवः ॥ १२॥ 


Ge सुश्रुतसंहिता 
OTOP RRP PRP OAPI 

TT ८०. 

"डड DDL कक काया PLP PPL PPL PPP LOA A आ. 


खडे रहना, बैठना, घूमना, दिन में सोना, इन्हें शक्ति 
होने पर भी soft सेवन न करे ॥ १३ ॥ 
उत्थानाद्यासनं स्थानं शय्या चातिनिपेविता । 
प्राप्तुयान्मारुतादब्ने रुजस्तस्माद्विवजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अधिक उठने, बैठने, खड़े रहने तथा पायन करने से चायु 
कुपित हो जाती है जिससे अङ्गां में अनेक प्रकार की पीढ़ाएँ 
होती हैं इस फारण उत्पानादि को वर्जित कर देनी 
प्वाहिये ॥ १३ ॥ है : 
गम्यानाञ्च Sat सन्दशेनसम्भापणसंस्पशेनानि 
दूरतः परिहरेत्‌ ॥ १४॥ 
मैथुन करने योग्य स्त्रियों को देखना, उनके साथ चातचीत 
करना, तथा उनका स्पर्श फरना दूर से वजित कर देना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
खीदरीनादिभिः शुक्रं कदाचिचचलितं स्रवेत्‌ । 
गराम्यधर्भेक्रतान्‌ दोषान्‌ सोऽसंसगेऽप्यवाप्नुयात्त। १५ 
उक्त खी-दर्शनादि भावों से कभी २ दुर्वळ इन्द्रिय पुरुष 
का शुक्र चलित ( स्वस्थानच्युत) हो जाता हे जिससे खी 
सम्भोग न करने पर भी aaa ( खीभोग ) से होनेवाले 
दोप ( वीर्यच्युति, वलहानि ) प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
विमदीः--गग्या- स्वपद्वी, वेश्या, दासी प्रभ्ति । 
नवघान्यमाघतिलकलायकुलत्थनिष्पावहरितकशा 
काम्ललचणकटुकशुडपिष्टविक्रतिवल्ळ्रशुष्कशाकाजावि” 
कानपौदकमांसबसाशीतोदककशारापायसदधिडुग्धतक्क- 
प्रभृतीन्‌ परिहरेत्‌ ॥ १६॥ 
नूतन धान्य, उड़द, तिळ, मटर, कुलथी, चवले, हरित 
वर्ग के शाक, भरल, लवण, कटु रस प्रधान wea, गुद और 
fie ( आरे ) के वने माळपूए आदि गरिष्ठ पदार्थ, बहलूर 
जळ में रहनेवाले प्राणियों का मांस तथा वसा, set पानी, 
कृशरा (खिचडी ), पायस ( खीर), दही, दुग्ध, छाछ 
आदि को soit चजित कर देवे ॥ १६॥ 
विमशेः--इरितकवर्गेशाकानि-कुठेर शियु्ठएसञ्चुखा्रिभूर्त्‌- 
णा । मूलक चुक्रिका चेति वर्ग हरितकं विदु, ॥ 
तक्रान्तो नवघान्यादिर्योऽयं बगे उदाहृतः | 
दोपसञ्जचनो ह्येष विज्ञेयः पूयवर्घेनः॥। १७॥ 
नवधान्य से शुरू कर तक पर्यन्त जो वर्ग कहा गया है 
ag दोपजनक तथा पूयवर्द्धक हे ॥ १७॥ 
मद्यपश्च सेरेयारिष्टासवशीधुसुराविकारान्‌ परिहरेत्‌ ॥ 
मद्यपान फरनेवाछा या अमद्यपी घरणी Aye सैरेय, 
अरिष्ट, भासव, खी, सुरा विकारी को वर्नित कर देवे ॥ १८॥ 
निमशीः-मेरेयपरिचयःमेरेय धातकीपुष्पगुडधान्याम्लसाधित्म्‌। 
सचातुर्नादकानाजीमकुष्ठोपणनागरम्‌ ॥ अथवा--आसवस्य सुराया- 
अ योरेक भानने । सन्वान तद्विजानीयान्सेरेयसुभयात्मकम्‌॥ 
आसवारिशङकणम्‌--यदपतवीषधाम्दभ्यां सिद्ध मधं स area. 


afte काथसिद्धः स्यात्‌। सीछुळघणस्‌--घेय" शीतरसः सीधुर- 
पकमधुरद्रव । fee पकरस' सीधु सम्पक्मधुरद्रवैः॥ सुरा. 
छक्षणम--परिपकान्नपन्धानममुत्पप्ता सर्ग जशु । कुछ आचार्य 
मधुर सौम्यगुणयुक्त ड्रा्ारसादिजन्य मद्यसेवन का उपदेश 
करते हैं । सम्नेद मधुरप्राय नानितीच्णमक्कीगम्‌। तनु यत्मुख्पे- 
यज्ञ माढीकेपु तदुत्तमम। यद्यपि मध्य उपष्णप्रकृतिक होने से 
पित्त और रक्त को कुपित कर प्रण की शुद्धि तथा रोपण में 
चाथा पहुंचा सकते हैं किन्तु मधुर सौम्यगुणी मघ हृदय का 
ताकत देने वाळातथा दीपन, पाचन, दर्पण और उरसाइवर्घक 
होने से भोजनोत्तर स्वल्प मात्रा में रोगी को देने से छाभ ही 
करता है। 
ह तीच्णमुप्णं चीयत 
सद्यमम्ल तथा रूं तीच च वीयतः | 
आशुकारि च तत्‌ पीतं चिप्रं व्यापादयेद्‌ som UAL 
मघ--अग्छरस वाळा, खरूचप्रकृतिक, तीचण, send, 

और शीघ्र ही रस-रकादि वाहक खरोतसों में प्रवेशनशील होने 
से उसका पान करने से ata घण को ध्यापादित कर देता 
है।॥ १९॥ 


वातातपरजोधूमावश्यायातिसेत्रनातिभोजनानि्ट- 
सोजनश्रवणदशेनेप्यामर्पभयक्रो घशोकध्यानरात्रिजाग- 
रणविपमाशानशयनोपवासवाग्व्यायासस्थानचडक्रमण- 
शीतवातविरुद्धाध्यशनाजीणेमक्तिकाद्याबाधा; परिहरेत्‌ ॥ 

वायु, धूप, धूली, Batt, ओस, इनका अधिक सेवन, अति 
भोजन, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट शब्द्‌ का श्रवण और चस्तु का 
दर्शन, ईर्ष्या, कोध, भय, शोफ, चिन्ता, रात्रि जागरण, 
विषम भोजन, विपम शयन, उपवास, जोर से Dear, सीधा 
खडा रहना, घूमना, शीत और बात का सेवन, विरुद्ध 
भोजन, अध्यशन, अजीर्ण तथा मक्षिका, मच्छुर आदि बाधाओं 
का परिहरण फर देना चाहिये ॥ २० ॥ 

विमु स्तोकमकाले वा विशेय विषमाशनम्‌ । युक्तस्यो- 
परि मोजनमध्यशन तथा॥ मत्तिकावजनदैतु -मक्षिका मणमागत्य 
निक्षिपन्ति यदा कमीन्‌ । इवयथुर्मेच्िते तेस्तु जायते ware. ॥ 
तीवा रुना विचित्राश्च रक्तल्लावश्च जायते ॥ 


ब्रणिनः सम्प्रतप्तत्य कारणेरेचमादिभिः | 

च्ञीणशोणितमांसस्य भुक्तं सम्यङ्‌ न जीर्यति ॥ २१॥ 

अजीणात्‌ पवनादीनां विश्वमो बलवान भवेत्‌ | 

ततः शोफरुजास्रावदाह्पाकानबाप्तुयात्‌ ॥ २२॥ 

उक्त प्रकार के तथा अन्य इसी पकार के कारणों से सन्तप्त 

हुये तथा क्षीण शोणित-मांस वाळे घरणी का खाया हुआ 
भोजन ठीक तरह से पचता नहीं है। एस तरह अजीर्ण होने 
से चात, पित्त आदि दोषों का चिश्नम ( स्थानान्तर गमन या 
दुष्टि ) बलवान हो जाता हे जिससे घण स्थान में सूजन, 
पीदा, खाव, दाह और पाक उत्पन्न होते हैं ॥ ११-२२ ॥ 


सदा नीचनखरोम्णा शुचिना शुक्ृबाससा शान्ति- 
सङ्ग लदेवतान्राह्मणशुरुपरेण भवितव्यमिति | तत्‌ कस्य 
zal: ? हिंसाविहाराणि हि महाधीर्याणि रक्षांसि पशुः 
पतिङुवेरङ्ुमारानुचराणि मांसशोणितप्रियत्वात क्तज- 


अध्यायः १९ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


८१ 


Ar re. SO LLP LLP Ps 


निमित्तं ्रणिनसुपसपेन्ति सत्कारार्थं जिघांसुनि वा 
कदाचित्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वदा नख और चाळ छोटे रखने वाळा, पवित्र, श्वेत 
वञ्च पहने हुये, शान्ति पाठ, मङ्गल कर्म, देवता, ब्राह्मण भोर 
गुरु की सेवा में तत्पर नगी को होना चाहिये। ऐसा क्यों 
रहना ? हिंसाथ विहार करनेवाले पराक्रमी राक्षस तथा रुद्र, 
कुवेर और कार्तिकेय के अनुचर मांस और रक्त के अमिलापुक 
होने से रक्त के निमित्त त्रणी के पास अपना सत्कार कराने 
को आते हैं अथवा कभी २ उस नगी को मारने की इच्छा से 
भी आते हैं॥ २३॥ 
भवति चात्र— 
तेवां सत्कारकासानां प्रयतेतान्तरात्मना | 
घूपवल्युपहारांश्व भच्यांश्चैयोपहारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्कार को चाहनेवाले उन राक्षसा के लिये सच्चे अन्त' 
करण से प्रयत्न करना चाहिये एवं उनके लिये qu, वलि, 
उपहार तथा मिष्टान्नादिक war पदार्थ चौरास्ते पर रखने 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
विमशे'-_राक्षता. क feria व्वन्ति-अशुचि भिन्नमर्याद 
छतं वा यदि वाउश्वतन्‌ । हिस्युदिमाविद्दारार्थं सत्कारार्थमयापि वा॥ 
राक्षस शब्द से यहां art प्रकार के ग्रहों का ate होता है 1 
देवास्तथा AIM तेषा गन्ववंयद्वा- थितरो gaa रक्षासिया 
चापि पिशाचजातिरेषोऽष्टको देवगणो sere ॥ 
ते तु arate आात्मबन्तं न हिंस्यः । तस्मात्‌ 
सततमतन्द्रितो जनपरिवृतो नित्यं दीपोदकशास्त्रस्नग्दा- 
सपुष्पलाजायलक्ऋते वेश्‍मनि सम्पन्मङ्गलमचोऽचुकूलाः 
कथाः ACTA ॥ RK ॥ 
उन देवग्रदों को बलि, उपहार आदि से daa कर देने 
से वे जितेन्द्रिय पुरुष को नहीं मारते हैं। इसलिये निरन्तर 
सावधान होकर ङडुम्वी अथवा आसपास के अनेक मनुष्यों के 
साथ सदा दीप, AS, AA, माला, TH, पुष्प तथा घान की 
लाजा आदि पदार्थों से अलंकृत मकान में सम्पत्‌ (धन ), 
सङ्गळ ( गाजे वाजे ) आदि से प्रसन्न चित्त होकर घर्म कथाओं 
को सुनता रहना चाहिये ॥ २5 ॥ 
सम्पदायचुकूलामि: कथामिः प्रीतमानसः | 
आशावान व्याधिमोज्षाय Pat सुखमवाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 
सम्पत्ति के अनुकूल घर्म कथाओं से sae मन होकर 
व्याधि के छुटकारे के लिये arom रखते हुये प्रयत्न करने से 
जल्दी रोय मुक्त होकर बरगी ga ग्राप्त करता है॥ २६॥ 
ऋगयज्ञुःसासाथवंवेदा मि हितेरपरेः्याशीर्विधानेरुपा- 
घ्याया मिषजञ्च सन्ध्ययो Tat कुर्युः 1 २७॥ 
उपाध्याय तथा वेद्य प्रातः तथा सायं दोनों सन्ध्या 
समयोँ में छगू, यज्ञ, साम भोर अथर्व इन चारों वेदों में कहे हुये 
तथा अन्य दाखोक भाशीवंचर्नो से रोगी की रक्षा करें ॥ २७ ॥ 
सर्षेपारिटटपत्राभ्यां सर्पिषा लवणेन च | 
fag: कारयेद्‌ धूपं दशरात्रमतन्द्रितः ॥ २८ || 
११ go 


सरसों, नीम के पत्ते, ga और नमक gas हारा दिन में 
दो वार दस दिन तक लगातार सावधानीपूर्वक धूनी देनी 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
विम्शः-घूपने विशेष:--न केवळ जणं धूपयेत्‌, शयना- 
यपि ब्रणदोरगन्ध्यापगमार्थ, नीळनक्षिकादिपरिशारार्थञ्च' (ee हणः)। 
aa निम्ववचाचञ्च धूपनं सन्भ्रशस्यते । ( शाङ्गघर ) । शिखिवईि- 
वळाकास्थीनि सर्षपाश्चन्दनं च नयुक्तम्‌। धूमो शृहदशयनास्तन- 
व्ञादिपु शस्यते विषनुत्‌॥ इस तरह प्राचीनों ने भी त्रण, बण 
वन्धन द्रव्य, शय्या, वख, मकान इन्हें विष तथा जीवाणुः 
रहित करने के लिये धूपन का प्रयोग लिख कर जीवाणुनाशक 
( Antiseptic प्रयोगों का gangsta किया है । 
छत्रामतिच्छत्रां लाइगू (ङ्क) लीं जटिलां ब्रह्मचा- 
रिणी watt गुहामतिगुहां वचामतिविषां शतवीर्या 
सिद्धा्थकांश्च शिरसा धारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
gal, अतिच्छन्ना, लाङ्कळी, after, ब्रह्मचारिणी, ळचमी, 
गुहा, अतियुहा, वचा, अतिविषा, शतवीर्या, सहस्नवीर्या और 
सिद्वार्थक इन्हें सिर पर धारण करना चाहिये ॥ २९॥ 
विमर्शा--छत्रा और अतिच्चत्ना को cern दोनों प्रकार की 
द्रोणपुष्पी मानता है gaa कहता है क्रि-छत्रातिच्त्रके 
विधाद्‌ रक्षोध्ने कन्दसन्मवे । नरामृत्युनिवारिप्यो इवेतकापोत्तिछ- 
स्थिते ॥ अर्णठत्त छुत्रा को शतपुष्पा तथा भतिच्छत्रा को विषा* 
पिक्रा मानता है । ठाइ़डी कपिकच्छुरिति seem, विषलाङ्गलीति 
हाराणचन्द्रः । जटिला =जरमासी। ब्रह्मचारिणी=सुण्डतिकेति 
डदइषणः, AAs हाराणचन्द्रः, वाक्षीत्ति अन्ये। लक्ष्मी शमी, 
लक्ष्मणेत्यन्ये, विष्युक्रान्तेत्यपरे, ऋ दिरित्युद्य चन्द्रः, cedars, 
गुद्दाउतियुद्दा-शालपर्णीगश्निपण्यों । शतवीर्या-शतावरी, नीलदूर्वे- 
त्यन्ये, इवेतदूर्वेति दाराणचन्द्रः | सदत्रीया-इवैतदूर्वेति seen, 
दू्वेति हाराणचन्टः। 
व्यञ्येत बालव्यजनेत्रेण न च विघट्टयेत्‌ | 
न तुदेक्ञ च कणइयेच्छयानः परिपालयेत्त्‌ ॥ ३०॥ 
गाय, घोड़े आदि की पूंछ से वनी चॅवरी से त्रण पर पंखा 
(हवा ) करना चाहिये। रण को दवाना, छुखाना और 
खुज्ञाना नहीं चाहिये किन्तु शय्य़ा पर सोते हुए उसकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
अनेन विधिना युक्तमादावेब निशाचराः | 
बनं केशरिणाऽऽक्रान्तं वर्जयन्ति खगा इव॥ ३१॥ 
उक्त प्रकार से रहने वाले जणी मचुप्य को निशाचर प्रथम 
ही त्याग देते हैं या आक्रमित नहीं करते दें जेते सिंह से व्यापत 
बन को अन्य गग छोड़ देते हैं ॥ ३१ ॥ 
जीणैशाल्योदनं स्विग्धमल्पमुष्ण द्रवोत्तरम्‌ | 
मुज्ञानो जाङ्गलेमासैः शीभं त्रणमपोहति ॥ ३२॥ 
पुराने सांठी चांवलों का भाव at as से हक हो, 
qq उप्ण तथा FA और अर्पमात्रा में लेकर उ ल मि 
पद्धिर्या के मांसरस के साथ सेवन करने से शीघ्र ही नण नष्ट 


हो जाता दे ॥ ३२ ॥ 


तस्डुलीयकजीवन्दीसुनिषण्णकवास्तुक: । 


८२ 


बालमूलकवार्ताकपटोलेः कारवेल्लैः ॥ ३३॥ 
सदाडिमैः सामलवे्ृतभृषटैः ससैन्धवेः | 
अन्येरेबंगुणेर्बा5पि मुद्रादीनां रसेन या ॥ 
शाक्तून्‌ विलेपीं कुल्मापं जलब्वापि शतं पिचेत्‌ ॥२४॥ 
ale, जीवन्ती, चौपतिया, agen, कोमळ भूळी, 
वैगन, परवळ, Ret इन ast को घृत में भूनकर सेन्धव 
wan, भनारदाने का चूर्ण और भावों का र्त मिला कर 
सेवन करना चाहिए। छथवा और भी इनके समान गुणवाले 
अन्य पदार्थ तथा मूंग जादि फे स्वरस के साथ चावल सेवन 
करें तथा सत्तु , विलेपी, कुरमाप इन्हें भो प्रयुक्त करें पुवं 
शत्तजल Par चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ 
दिवा न निद्रात्रशगो निवातगृहगो चरः | 
त्रणी वैद्यवशे तिन्‌ शीघं त्रगमपोहति ॥ ३४ ॥ 
दिन में निद्रा नहीं लेवे तथा झोके की वायु से रहित 
मकान सें रहकर घणी वेध के कथन का पालन करता रहते से 
softer ही घण से भाराम प्राप्त करता हे ॥ ३५ ॥ 
UY श्वयथुरायासात्‌ स च रागश्च जागरात्‌ | 
ती 'च रुक च विवास्थापात्‌ ताश्च मृत्युश्च मैुनात््‌॥ 
किसी भी प्रकार के थम के करने से घण में सूजन उत्पन्न 
होती हे तथा जागरण करने से सूजन और छालिमा उत्पन्न 
होती है। दिन में शयन करने से सूजन, छालिमा तथा 
वेदना ये उत्पन्न होते हें । खीसरमोग करने से सूजन, छालिमा, 
वेदना और weg होती हे ॥ ३६॥ 
पचंचत्तसमाचारो त्रणी सम्पद्यते सुखी | 
आयुश्च दीर्घमाम्नोति घन्मन्तरिवचो यथा ॥ ३७॥ 
इति सुश्रुतसं दितायां सूत्रस्थाने ्रणितोपासनीयो नामै- 
कोनविंशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 


TARA ee 


उपयुक्त प्रकार से आहार तथा विहार का सेवन करने से 
मणी सुख को प्राप्त करता है तथा वह दीर्घायु का छाम करता 
है ऐसा धन्वन्तरि भगवान्‌ का वचन हे ॥ ३७॥ 
शत्यायुवदतत्वतदोपिकामापाया ब्रणितोपासनीयो 
नामेकोनर्विशोषध्याय' ॥ १९ ॥ 


ARIA A Bien 


धिंदातितमोष्ध्यायः । 
अथातो हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः || 8 1) 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव यहां से 'हिताहितीय अध्याय! का व्याख्यान करते 
हैं जेला कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था१-२ 
यहायोः पथ्यं तत्‌ पित्तस्यापथ्य मित्यनेन हेतुना 
न 
किद्भिदूद्रव्यमेकान्तेच हितमहितं वा अस्तीति केचि- 
दाचार्यो रुते | तत्तु न सम्यक्‌ । इह खलु यस्मादू 
द्रव्याणि सभावतः संयोगतशचैकान्तददितान्येकान्ताहिः 
तानि हिताहितानि च भवन्ति ॥ ३ ॥ 


सुश्रुतसंहिता | 


जो जीपध या पदार्थ किंवा आहार-विहार वायु के लिये 
पथ्यकारी है वह पित्त के लिये अपथ्यकारी Parts इस 
विचार की इटि था कारण से कोई भी द्रब्य सव समय भोर 
सव अवस्थाओं में pies से या निश्रयराःप से हितळारी या 
अहितकारी नहीं हो सकता है पेसा कुठ आचार्य कहते हैं। 
यह इनका विचार ठीक नहीं हे पर्योफ़ि धन्यन्तरि के मतानुसार 
सुधुततन्त्र में सम्पूर्ण द्रष्य अपनी प्रकृति से किंवा अपने संयोग 
से निरन्तर हितकारी, निरन्तर अहितकारी और अवचस्थाचुसार 
हित सौर अहित उभयार्थकारी होते हैँ ॥ ३॥ 
विमर्शः--स्वमावत =दत्र प्रङगतिरुच्यते। स्वभावो य", स पुनरा- 
हारीपषद्रव्याणां स्वाभाविको शुर्त्रादियुणयोग । तथया -स्वमावा- 
STEN मुद्गास्तथा रावकपिण्जला' । स्मभावाद शुरवो मापा वराहो 
महिपस्तथा ॥ (वरकः ) 1 सयोग धावद शे संयोग, संस्कार, 
राशि, 2a, काळ का अहण करता चाहिये। सयोगो दयोर्- 
हूना वा द्रव्याणां संदतीमाव , स विशेषभाग्भने । य पुनर्नैकशो 
्रव्याण्यारमन्ते, तथथा मधुपतपिपोर्मधमत्स्यपयसातठ सयोग । 
( चरकः) । 
तत्र, एकान्तदितानि जातिसात्म्यात्‌ सलिलघृत- 
दुग्धोदनप्रश्नतीनि | एकान्ताहितानि ठु दहनपचनमा- 
रणादिपु प्रवृत्तान्यग्निक्षारविपादीनि। संयोगादपराणि 
विपतुल्यानि भवन्ति | हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं 
तत्पित्तस्यापश्यसिति ॥ ४॥ 
उनमें से जळ, धृत, Era और चांबळों का भात ये द्रव्य 
मंचुग्य जाति की हित की दृष्टि से जन्म से ही ,इतकारी हैं। 
दहन, पचन और मारण भादि कार्यों में अग्नि, चार और दिप 
करमशः प्रयुक्त द्रव्य एकान्त ( पूर्ण या निश्चय ) रूप से अहि 
तकर होते हैं । संयोग के कारण अच्छे द्रव्य भी विपतुल्य हो 
जाने से एझान्तरूप से अहितकर हैं। एक ही समय में हित 
तथा अहित करने वाले द्रब्य जैसे जो द्रब्य चायु फे लिये 
पथ्यकारी है वही wea उसी समय पित्त के लिये अपथ्यकारी 
होता हे॥४॥ 
* उतने ९ __९ 
अतः सवप्राणिनामयमाहाराथ बगे उपदिश्यते। 
तथ्य या-- 
रक्तशालिपष्टिककहुकमुकुन्दकपाणडु ऊपीतकप्रम्तो- 
दुककालकासनपुऽपककदेमकशङुनाहृतस्ुगन्धककलम- 
नीवारकोद्रवोद्दालकश्यामाकगोधूमवेरुयबाद्यः | एण- 
हरिणङुरङ्गमृगमाद्काश्वदष्ाकरलक्रकरपोतलावतित्ति- 
रिकपिञ्चलवर्तीरवरतिकादीनां मांसानि, युद्रवनसुङ्गमकु- 
एकलायमसूरमङ्गल्यचणकहरेरवाढकीसतीनाः | चिल्लि- 
वास्तुकसुनिषशगकञीवन्तीतण्डुलीयकमण्डूकपण्येः | 
गव्यं घृतं सैन्धवदाडिमामलकमित्येप वर्गः सवभ्राशिनां 
सामान्यतः पथ्यतमः 1 ५ ॥ 
इस लिये सर्व प्राणियों के आहार के लिये वचयमाण वर्ग 
का उपदेश करते हैं | जैसे--छाछ Slaw, पष्टिक ( साठ दिन 
में पकने वाळे) alas, कगुक ( कांगुनी ), सुकुन्दक ( काळे 
साटी ), पाण्डुक ( पीछे धान्य), पीतक, प्रमोदक, काळक, 


शव्गावः २० ] सूत्रस्थानम्‌ | ८३ 
CPLA LL PL DLO LLL POP LL OP PPP PL POL LL POL A Po ag a MS ET ER eR ee eet 14899 007 oe 
असनक, Tis, कर्दमछ, घशहनाहत, Tras, कछम, | तल, जड्भरित aa, पिध्विक्षतियां, सूखे शाक, बकरी और 


नीवार area, dea (est), उदाळक ( वनकोदो ), 
उपासक, TE, Sora घान्य विशेष तथा एज ( कृष्ण 
दरिण ), git, कर, खगमातृका, TG, छराळ ( कस्त 
tram), कर, न्वूतर, बंदर, चीवर, sas, वर्वीर, 
बर्तिछा आदि oft का via और aa, चनम्रग, सोठ, 

esr (मटर), ससर, AFIT (areas की Faz), 
चना, 23, अर्द्र) सतीन, rest (सेत का agar), 
चान्नुक (साधारण वना), 
जीवन्ती, तग्डुडीबक ( चौलाई 
दथा गोका घी, Say छबग, 
पदार्था वाळा वर्ग सर्वत्रागियों 
पव्यक्रारक दै 1० ॥ 

विमरदा-वरकेऽपि पथ्यदमद्रव्याया निर्देळ--जेद्रितलाळव” 


कोर WEST 


झुङ्पान्यार्ना Gases श्रेटदमा- | Sz त्रमोपान्याना, सैन्सवं 
Strid, AAAs LAM, ५7८ SAS, छाव 
परष्टियाँ, गव्ये सर्दिः सर्पिषार 
> & ~~ 
दथा ब्रह्मचल्ळानतातदायचाघ्णादकन्जरानाचशाच्य- 


प्रञ्याचामा्चेकान्ततः पश्चचमाः 1 ६ ॥ 

व्रद्मचय, वायरद्ित स्थान में शयन, TSA गरम पानी 

में स्नान, रात्रि में शयन तथा व्यायाम चे Gia से अवि 
पत्यद्धारा 2 1s 


विमर्ण-क्षत्य लक्षमर-स्मरुम 
भाषार। Saez 


दोनने छेडिः say gy 
क्रिपानिदनिरेव च ॥ एतन्मयुनम- 
ore प्रददन्धि मनीविय- पत्र Anza सेवनीयं सदा इव. ॥ 
धन्य TTA लोजदवरसावनन SAAS At अह्मचयमेका- 
न्दनिरम्दन। ( वारनट)। गात्रिनिद्रा-स्वामाकिक होने से श्रेष्ट 
डे । राहिस्वमावप्ल्ता Fara af भूतगर्शी प्रवदन्ति fasta 
( चरकः ) 1 राधिः sears भूताना चेर कर्॑ेणानडः । Gag.) 
Saha वामी बेदान्माटेन वी नवेद । प्रदरदर्य बयानों aH 
Vara करते" (८० स्ति, )। व्यायान,~छरीसायासजनक 
हम व्याप्रामसंडिवद। (Go) 1 star विविवोऽद्राना व्यावाम 
इति संदितः 1 ( धनुवदः )1 
पकान्दाहतान्यकान्ताहतान च प्रागपदिट्टानि I 
दिवादितानि तु aga: पथ्यं तत्पित्तन्यापथ्यमिति ॥ॐ। 
ey oy पुक्रान्त हितकारी दाते हैं aa पानी, छळ दब्य 
ward azazy दोते इं जेते अग्नि, इन्दे पहले कद आये 
= fea और अदिनकारक डन्य तो वे दे जमे-जो द्रव्य वाच 
के लिए पव्यकारकर्द वे दी पिन के लिये अपन्यकारक दें याच्या 
संचोगतन्त्वपरागि विपतुळ्यानि भवन्ति । तद- 
यथा-वल्लाप्कवककरारान्लप्जललवणकुलत्यापर्याक- 
दावतलावरादहापटष्रशुप्कशाकाजावकमा समगजान्वव - 
[चालाचममत्त्ययाघावरादात्व नकव्यमशयाचातू पयसा Ih 
eg पदार्थ ऐसे होते हैं जा अन्य पदार्थो के साथ सयोग 
करने से विषतुज्य हो जाते 1 ससे ददछी (टवा ) पर ठगने 
चाळे फळ eure आदि, was ( gus), वांस के azz, 
निम्ब्दादि लग्छ फड, नमक, कुळथी, निळ की खळी, दही, 


सेड का माँस, मच, जामुन के फळ, चिळचिम नामक ससस्य, 
गोघा भोर शूकर का मांत इन पदाथा सें किसी को भी eva 
साय मिळाकर सेवन नहीं करना चादिये ॥ ८ ॥ 
विमर्वाः--जव दो पदार्थो के संयोग होने से भिन्न शण- 
चम बाळा एक तीसरा ही पदार्थ उत्पन्न हो जाच और ag 
दारीर पर अहित प्रभाव करे उसे सयोगविन्द्र ( Chemically 
Incompahble ) aga St तुल्य wa-garly का परीक्षण कर 
देखना चाहिये । 


रोगं सात्म्यं च देशं च कालं TE च बुद्धिमान्‌ । 
अवेच्ष्याग्न्यादिकान्‌ भावान्‌ रोगवृत्तः ग्रयोजवत् 1६1 
रोगवरत्ति अर्थात्‌ रोगी समूह या रोगी के उदरादिऊ 
रोग, ava ९ जाव्याचुरोपधान्नरसदेदर्दृदक ) सात्म्य; 
आनूपादिक देश, शीतोपष्णवर्यरूपी काळ, स्थूळ-छृदा-मध्य 
देह, afta, प्रकृति, चय, बळ सत्त्व भाद भावों को देख- 
कर घुद्धिमान वंद विचार करके हित या अहित द्रब्य का 
प्रयोग करे ॥ ९॥ 

विमशे'--विचार कर दिया विय aaa तथा विना विचार 
दिया दुग्ध भी विष हो सकता हे 1 योगाठपि विष तीदग- 

मुम भेषज भवेद्‌ | मेयं वापि cas तोळ्यं सम्पद्यते विषम्‌ ॥ 
(चरक ) 


अतस्थाऽन्तरवाहुल्याट्रोगादीनां व्यवस्थितम्‌ | 
द्रव्यं नेच्छन्ति निपज इच्छन्ति म्वम्थरक्षणे 1 १०॥ 
रोगादिकों की अनेक अवस्थाओं काआविक्य होने से 
बुद्विमान्‌ वेच किसी भी zea को एकान्तहित या एकान्त रूप 
से अहिवकर नही ससक्षते दँ झिन्त स्वस्थावस्था के रकण में 
दित या अहित का विचार करते हैँ ॥ १० ॥ 
दयोरन्यतरादाने वर्दान्त विपदुग्धयोः | 
दुःबस्थकान्तहिततां विषमेकान्ततो5दितम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं युक्तरसंप्वघु Foag Aisa” | 
एकान्तहिततां विद्धि वत्स ! सुश्रुत ! नान्यथा ॥ १२॥ 
जिस तरह वैद्य स्वस्थ मनुष्य क लिये विष आर दुग्ध 
इन दोनों में से एक को अहण करना दो तो ga ही को 
cara हितकारी तथा विय को एकान्त अदितकारी कहते ई । 
हे वत्स सुश्रव ! इसी तरद दुग्ध की भाँति प्रभावससिद्ध 
gaa जलादिक द्वब्यों को एकान्त ( पूर्ण ) रूप से हित" 
कारी जानो तथा विपरीत tage विपादि में पूर्णहितकारिता 
न जानो ॥ 99-93 ॥ 
अतोऽन्यान्यपि संबोगादहितानि वद्यामः--नव 
विरूढघान्वेबेसामधुपयोगुडमायेब्रा आम्यानूपीदकपि- 
शितादीनि नाभ्यतरद्रेत्‌ | न पयामध्चुभ्या शाहणीशाक 
लातुकशार्क वाउश्नीयात्‌ | बलाकां बारुणीकुल्मापा- 
भ्याय्‌। काकमाचीं पिप्पलीसरिचाभ्यां नाडीभद्वशा- 
ककुक्कुटदघीनि च नेकव्यम्‌ | मधु चोध्णोदकालुपान 
वित्तेन चाममांसानि | सुराक्कटारापायसात्च ea । 
सीवीरकेण सह तिलगाव्कलीम्‌ । मतैः सहेक्ष॒त्रिका- 


घ्र 


८ 


छुश्नतसंहता। 


PPP APL. er ES SS कफ कफ कफ फ क कफ कक कक क कक कक कफ कफ कक फ क | 
PPL जनरल PLP PL PPP LPL PPL पीसी टी PE LPL PP LP PPP LLL PP PLO L PD PPP PPO PPL PP LLL OPP PLP dit L LL LOL OS LLL LLL OA 


रान्‌ | गुडेन काकमाचीं, मधुना Yas, शुडेन वाराहं 
Aga च सह विरुद्धम। चरण मूलकमाम्रजास्वबरसूूग- 
वच्छकरगाधात्व | A सत्त्यान्‌ पयसा विशपण 
चिलिचिमम | कदलीफलं तालफलेन पयसा द॒ध्ना 
तक्रेण वा! लकुचफलं पयसा दघ्ना सापसूपेन वा । 
प्राक्‌ पयसः पयसोऽन्ते चा ॥ १३ ॥ 
इसके अनन्वर अन्य परार्थ लो कि सयोग से अहितकर 

होते दें saz वर्णन करते हैं। नवीन थट्करितधान्य तथा 
चसा, Wee, दुरच, गुड़ और उड़द के साथ आम्य, आनूप 
और जळीय प्राणियों का मांस नहीं स्वाना चाहिये। दुग्ध 
और मधु के साथ रोहिणी झाक था जातुक नहीं खानी 
चाहिये । बळाङा के मांस को मद्य तथा ada घान्य के 
साथ नहीं खाना चाहिये । asia को पीपछ तथा काळी 
मरिच क साथ नहीं जानी चाहिये। नाडी का झाक, सुरगा 
और cat को पुक साथ नहीं साना चाहिये शहद को गरम 
पानी के साथ, करचे भास के साथ पित्त को तथा सुरा, 
खिचडी ओर पायस (iz) को एक साथ नहीं सेवन करें। 

सोचीर्क (कांनी ) के साथ तिळ की पापडी नहीं जानी 
घाहिये। ऊन के बने गुढ, दारा आदि को मन्य के साथ 
नहीं गाचे | गुड के साथ सगोय, मधु के साथ मूळी, गुड 
तथा घद्दद क साय Wat का सांस निपिड ह! इसी तरह 
दुग्ध के साथ मूळी, आम, Aga, सरगोधा, सूकर और 
योधा साँस सेवन वजिन Sl दग्ध क साथ सर्व प्रकार की मद 

feat चलित ह किन्तु चिळतिम fas कर निपिद्व है । ताळ 

फड, दुग्ध, दद्दी और Be के साथ कदळीफळ नहीं साना 
घाहिये | दुग्ध, दद्दी और उडद की creat यूप के साथ 
ees ( घटदळ ) का फळ नेही खाना चाहिये तथा sta के 
पृष्ठ या पीछे भी टच फळ नहीं खाना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

faael.—ag का सर्च उष्ण पदाथी के साय सेवन वर्जित 

हैं। Baraca diag सविषान्वयात. ( चरकः ) । उष्ण- 
Prag च चुक्त चोप्प चिहन्ति हठ । ( वाग्भट 91 नानापुध्प- 
प्रजागर्णा रसमारात्मक मधु । नञ्छेत्यात्छीङुमार्याश्च उबर णैविस- 
थते ॥ ( दारीतः ) | सॉीरकळच्षण--यवैस्तु निष्तुषे पक्वैः 
साबीर shad मवेद। ( झाईघर. ) : चरमे -दुम्बेन सह सकार- 
रमत्स्यठेवननिपेव ~न नत्त्यान्‌ पयसा सहान्यवररदुमय दयेतन्म- 

घुर गरविपाळ महानिष्पान्द छीनोष्यलादिन्ददीय | 
च्छोधिठप्रदूषनाय नहामिष्पन्दित्वान्मागोपरोधाय च विश्षेत 


Prefer, स एन. De सर्वतोगेडिदरानिलॉट्टितप्रकार. प्रायो 
wt चरति 1 स दि whale स्थृललछ्षणनमानेतान्‌ शो 
णितङान्‌ वििर्ाश्च ब्यावीनुपननवति आमग्पिमुददीरवति च। 


(चरकः ) 
अतः SHS चच्यामः-कपोतान सर्पपते- 
लग्नृ्टान्‌ नादात्‌ । कपि्जलमचृरलावतित्तिरिगोधाञ्चै- 
रण्डदाबभिसिद्धा एरण्डतेलसिद्धा वा नाद्यान्‌ | काँस्य- 
भाजन दशरात्रपदुपितं सर्पिः, मधु चोष्णैरुघ्णे वा, 
मत्स्वपरिपचने श्वङ्गवेरपरिपचने चा सिद्धां काकमा- 
चीमू 1 विलकल्कसिद्धयुपोदिकाशाकम्‌ | नारिकेलेन 


वराहवसापरिश्रष्टां वलाकाम्‌ | भासमङ्गारशूत्यं नाइनी- 
यादिति ॥ १४॥ 


अब इसऊे अनन्तर कर्मविरुद्ध व्यों का वर्णन करते दँ-- 
awl के तेळ में भूने हुये कवूतरा को नहीं स्वाना चाहिये । 
कपिन्जळ, मोर, छाव, तीतर और गोघा इनको Tews की 
wafsal की अभि में पका कर अथवा प्रण्ड कं तळ सं पका 
कर नहीं खाने चाहिये । कांसे के बर्तन में दस रात तक रखा 
इआ घी नहीं खाना चाहिये sen zeal क साथ तथा 
ग्रीष्म ऋतु में शहद सेवन नहीं करना चाहिये। मदली 
अथवा सोंड प्राये पात्र मे मक्रोय पक्का कर नहीं खानी 
चाहिये | तिळ्कन्क में fae म्या हआ पोई का शाक नहीं 
साना चाहिये । वराह की चर्ची में भूनी हुई बछाका को 
नारिकेल के साथ तथा भास पक्षी को aes कांटे में diag 
कर ofa में पका के नहीं खाना चाहिये ॥ १४ ॥ 

अतो मानविरुद्धान्‌ बक्ध्यामः--मध्यम्वुनी मधुस- 
पिंपी सानतरतुल्ये नाश्नीयात्‌ | न्नेही मधुस्नेद्दी जल- 

स्नेही बा | विशेषादान्तरीक्षादकानुपाना ॥ १५॥ 

अव gas वाढ मानविरुछ zeit का वर्णन करते हैं-- 
mee और पानी तथा शहद ओर घी दरावर प्रमाण में सेवन 
नही करं । दो प्रकार के faa २स्नेहा को मिला के सेवन नहीं 
करें तथा दाइट और स्नेह अथवा जळ और स्नेह समप्रमाण 
में मिळा कर नहीं खाने चाहिये । विशेषतया ag और स्नेह 
के साथ AAA जळ का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 

विमर्वा.--त्नेद्दयरिभापा-तर्पिलेळ वस्ता मना He दृष्टर्च- 
नुविध । (चरक ) । 


अत उदूध्ये रसदरन्हान रसतो बीयतो तिपाकतश्च 
Weal वच्याम --तत्र मधुराम्ला रसवीयविरुद्ा 
मधुरलबणी च । मधुरकडुका च Baa | मघुरतिक्तो 
रसघिपाकाभ्या मघुरकपाया चाम्ललवणो रसतः | 
अन्लकडुका रखचिपाकाभ्याम्‌ ; अम्लतिक्तावम्लकपायो 
च सबंतः | लवणकडुका रसचिपाकाभ्यां, लबणृतिक्ता 
लबणकपायी च Aaa: | कडुतिक्ता रसचीयांभ्यां कटु 
कपाया च, 'तिक्तकपाया रसतः ॥ १६॥। 


अव इसके अनन्तर रस, वीर्य और विपाक में विरुद्ध दो 
दो रसों का वर्णन करते इं । जसे मदर आर as तथा मधुर 
और लवण ये रस थर वीर्य में fees तथा मधुर और 
ag रख सब बातों में परस्पर विरुद्ध Si मधुर भौर तिक्त रस 
तथा मधुर और कषाय रख रस और विपाक में परस्पर विरद 
हॅ । अम्ळ और ल्वण रस ये दोनों केवळ रस में Res हैं। 
ae और कटुक रख रस at विपाक मे विरुद्ध हैं। {अम्ल 
शौर तिळ तथा अग्छ भर कपाय रस सर्च प्रकार से परस्पर 
free हैं । wan और कड रस रस ओर विपाक में विरुद्ध हैं। 
wan और fies रख तथा लवण और कपाय रस सर्व बातों 
में विर्द हैं। कडु और ठिच रस तथा कडु और कपाय रस 
रस और वीर्य में विल्द हैं । तिक और कपाय रस रस विरुद्ध 
Euan 


PP PP PPL LL PL LOL PL ALD EPL LP OP LLL POLL LPL LL LLL 


TIRE २० ] 


तरतमयोंगयुक्तांश्व भावानतिरूतानतिरिग्धातत्यु- 
घ्णानतिशीतानित्यवमादीन्‌ विवर्जयेत्‌ | १७1] 
ठर आर ठम योग से ge भाव अर्धात्‌ पदार्थ जसे 
अतिस्तिग्ध, सतिरुक्ष, अति cor और अति शीत आदिको 
afaa करना चाहिये ॥ १७1 
भवन्ति चात्र-- 
विरुद्धान्वेवमादीनि वीर्यतो यानि कानि च | 
तान्यकान्तादितान्येव शोषं विद्याद्धिताहितम्‌ ॥ १८ ॥ 


~ ~ ~ 


TERE से जो भी पदाय चा द्रव्य, वीर्य, गुण तथा 
रस से fee हों वे सव पूर्णरूप से अहितकारी हैं तथा शेष 


हा 

Q' 
में से कुछ पदार्थ हिवकारी तथा se पदार्थ नहितवकारी 
हय १८॥ 


विमश्ञ--द्धब्य रस, वीर्य, गुण, पाक आदि में से किसी 
एुक द्वारा सुत्यतया अपना २ काय करते हैं। किब्रिद्र॒ठेन 


= 


प्रभाव 


—— ee 


कुत्ते कम aT चायरळ | द्रव्य युगेन पाकेन 


faq ॥ चरकोचो द्रव्याणां Bassett यया--पल्मिदि- 
होेषडललेच्य न कावत- | SERS तत्सवेमद्ितामोप- 
cae ॥ यच्चापि वेशकालान्निमात्रासाल्यानिदादिशिः 1 संस्कारतो 


कोष्ठावस्याक्रमैरपि ॥ परिद्वारोपचारान्यां पाकात सँयोगतोऽ 
पि च। fred ca न दितं ढृत्तन्मद्विविभिश्च यद्‌ ॥ (च तू अ-२६) 


व्याधिमिन्द्रियदावल्य सरणं चाधिगच्छति | 


विर्द्धस्सवीयागि सुञ्जानांऽनात्मवान्नरः ॥ ?६॥ 
जो मनुष्य अपनी आत्मा तथा दारीर के स्वास्थ्य का 
रक्षण नहीं करता हुआ रतनेन्द्रिय के स्वाद में लालायित 
होकर रस ओर dane से Ree पदाथा का सेवन करता 
है वह रोग, इन्द्रियां की दुवंख्या भोर अन्व में aq को 
Ma होता हे ॥ १९ ॥ 
विमदाः-विस्दानयेवनदा दकोदराया 
डिस्मोटकोन्मादमगन्दरायान्‌। मूच्छामदाव्मानंगानयाचां पाप्डवा- 
मवस्वामविपत्य चेव ॥ किळाउङुउनहणोगडाना शोपान्नपिष्ठज्वरः 
सत्योवित्दनन्न प्रवदन्ति देवुन 
(च. सू, न. २६ 
यतल्किब्विद्याममु॒त्कशय शुक्त कायान्न STZ | 


न्व्यदीसम 


प्रसदानानर। झन्वानदोपस्य तयेव 


रसादिघ्वयथाथ वा तद्विकाराच कल्पते ॥ २० ॥ 
जो eg भी खाया हुआ विरुद अन्नादि पदार्थ वातादि 


दोषों को प्रकुपित कर देता दे । किन्तु उन दोषों को वमन 
या विरेचन द्वारा बादर नहीं निकाळता दे वह दारीर में 
विकार करता दै, अथवा रस-रक्तादि घातुलों में दुष्टि उत्पन्न 
कर रोग करता दे ॥ Jo ॥ 
विमर्भा--अन्यत्न वत्निळिद से आहार ठथा विहार दोनों 
का अहण किया हे oRefenansea न निर्दरति कायतः। 
वादारनातनन्वदा QSAR SITU 
विरुद्धारानज्ञान्‌ रोगान प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ | 
वमनं शामन वाऽप पूव at हिवसवनम्‌ ॥ २१॥ 
इस तरह Gear से उत्पन्न डुये रोगों को विरेचन, 


सुत्रस्थानम्‌ । 


PPL PPL PP PLL. 


cy 


चमन ओर दामन नष्ट करते = । अथवा पूर्व ही से हितवपदार्था 
का सेवन करना भी रोगनाचळ है ॥1२१॥ 


विमशः-आदुर्वेद ने चिङ्गित्सा के दो प्रकार उक्त श्‍लोक 
से बताये el आगत व्याधिचिकित्छा श्रीर अनागत व्याधिचि- 
frat प्रथम में रोगोत्पचि होने पर चमन, विरेचन तथा 
रोगविरोंधी gat ( रस, भस्म, काष्टीपधि) द्वारा रोग का 
प्रामन करना । चरक ने भी यही नाना इ! एषाञ्च खु परे- 
पाळ वेरोधिकनिमित्तानां व्यावीनामिमे मात्रा. प्रतीकारकरा 
मवन्ति, यथा वमनं, विरेचनं, तद्विरोधिना द्रव्याणा संशमनार्थदु- 
प्रयोगलथाविवश् द्रव्य: Gaara शरीरत्येति। वागमट ने 
Wada मेद HSS ‘sia तद्िरोधिभि , द्रव्येनतरेब वा 
पूर्व शरीरस्यामिसस्कति ? । "तथाविषे.? के लिये aa 
रिति चक्रपाणिः, वेरोधिकङपितदोषप्रतिपचमते्रेव्यरिति- अरण 
qu, उवयंलीदवादिविरोधिरोगद्दर॑ पूर्वमेव सेवेत, see च Gene 
देनपात्े विषं watsaqa’ शति उद्हणः। शरीर में जीवाणु 
प्रवेश से उत्पन्न रोग की चिक्रित्सा को Curative treat- 
ment व्हते हैं तथा Serum का उपयोग इसमें बहुत लाभ 
करता ह | जेते Bacillary dysentery, मत्तिप्कसुपुम्ना ज्वर 
( Carebrospinal fever ), qa: स्तम्भ (Tetanus ), रोहिणी 
{ Diphtheria) रोगों में सीरम से aga छाम diary 
सीरम द्वारा जीवाणुविरोधी या विंषविरोधी द्रब्य को रोगी 
के शरीर सें प्रविष्ट कर प्रविष्ट हुये जीवाणु या उनके विप का 
दामन eae । द्रितोय अनागत व्याधिचिङ्त्सा ( Pro- 
phylactic treatment ) के लिये मनुष्य को होने वाले रोग 
बचने के लिये “पूर्व वा दितसेवनम्‌” का उपदेश्न देते हं तथा 
चरकाचुसार ऐसे द्वव्यों का सेवन करा देते हे जिससे मनुष्य 
शरीर में होनेवाळे रोगों के विरुद्ध टक्कर लेने क लिये 
सन्क्रार हो जादा इ! 'ठयातिवश्च ga: पूवमपि उस्कार- शरीर- 
afy तुळसीपत्र, काळीमरिच आशिन सें सेवन करते रहने से 
मलेरिया उवर नहीं होता | aera के दाने को faa कर साच 
दिन तक छोटे बच्चों को डेने से शीता ( Small Pox ) रोग 
उत्पन्न नहीं होता | वर्तमान में वेक्तीन ( ४०८०८९ ) के प्रयोग 
से बहुत लाभ gare 1 जीवाणु था उनके विप को स्वस्थ 
शारीर में प्रविष्ट क्र उनका शरीर में संस्कार करके दारीर को 
उन्हीं विरोधी sat लिये कम बनाया जाता ह जिससे 
उन जीवाणुओं का भविष्य में श्रारीर पर आक्रमण होने पर 
भी रोगोत्पत्ति न हो । इस तरह वेक्सीन का प्रय्रोग रोगम्रति 
पेघ के लिये होता हैं 1 Sa प्लेग, आन्तरिक उवर ( Typh- 
oid), त्रिषूचिक्रा (Cholera), अतिसार आदि रोकने 
में बहत छाम हुआ है । यद्यपि आयुर्वेद में सीरम और 
Sadia का प्रयोग नही हे किन्तु इन दोनों विद्वान्ठों तद्वि- 
रोघी टरम्योपयोग द्वारा ame व्याधिविक्रिसा सीरमग्रयोग 
चया Gat aan. Raa ga अनागत ब्याघिचिकिन्सा 
या वेक्सीन प्रयोग का उलेख स्पष्ट दे । शमनछतणन्‌-- 


शौवयति यडोपान्‌ समानोदीरवत्वपि | समीकरोति विषमान्‌ दद्‌ 
चंघमनसच्यचे ॥ 
सात्न्यतो5ल्पतत्रा चाऽपि 


~ 


दीम्राग्नेन्तन्णस्य च | 
न्न्रिग्वच्यायामचलिनां विर | 


~ 
द्वं बितथं भवेत! 


ed सुश्रतसंहिता 


= न्न्न्न्न्न्म्प 
ARAL OAL re 


उत्तर दिशा दीला उत्तर दिक्षा की हव हवा स्निग्ध, मुलायम, मधुर, कपायाछ 

शीत तथा दोषों को प्रकुपित नहीं करने वाळा है, इसी 

लिये प्रकृतिस्थ या स्वस्थ पुरुषों के शारीर में बलेदकारक 

तथा वळवर्धक हे । रसरक्तादि mado, 'तय और विप से 

पीढ़ित मनुष्यों के लिये विशेषकर लाभकारी हे ॥ २९-३० ॥ 
इव्यायुवेदतस्वसंदीपिकाभापायां हिताहिंतीयो 

नाम विशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


NAT 


नित्याभ्यास से सालय हुआ, अद्पमात्रा में सेवित, दीप्ठाझि 
वाळे का, युवा AGA का अन्तः और वाद्य प्रयोग से शरीर 
Rane हो, व्यायाम करने वाले तथा बलवान पुर्पा का क्रिया 
हुआ विरुद्ध भोजन भी निष्फल ( रोगोत्पत्ति नहीं करने 
चाळा) हो जाता है ॥ २२॥ 
विमरशःसात्य नाम तथत्‌ सातत्येनोपसेव्यमानमुपेते | 
( चरकः) । दीप्ताझेः--जलमारोग्यमायुश्व vl 1 
(चर० ) । व्यायामप्रभावः-्यायाम gaat नित विरुद्धमपि 
aaa । विदग्धमविदग्ध वा निर्दोषं परिपच्यते ॥ 
अथ वातशुणान्‌ बच््यामः-- 
पूर्वः समधुरः ्ग्धो लबणश्चैव्‌ मारुतः | 
गुरुविंदाहजननो रक्तपित्ताभिवद्धन. ॥ २३ || 
qarat बिपजुष्टानां afte: शलेष्मलाश्च ये । 
तेपामेव विशेषेण सदा रोगविवद्धेनः ॥ २४ ॥ 
वातलानां प्रशस्तश्व श्रान्तानां कफशोपिणाम्‌ | 
तेपामेब विशेषेण soars ॥ २४ ॥ 
अब इसके अनन्तर वाचु के गुणों को कहते हैं। पूर्व 
दिशा की वायु मधुर, स्निग्ध, Gan, Te, दाहजनक तथा 
रकपित्तवर्धक हे! कत (चण) से gu, विप से व्याप्त, 
घण से पीढ़ित तथा श्लेप्म प्रकृति के मनुष्यों के fea विशेष 
करके सदा रोगवर्धक है। ag की प्रकृति वाले, a हुये 
और जिनका कफ सूज गया हो उनके लिये पूर्व वायु प्रशस्त 
हे किन्तु इन्हीं पुरुषों के यदि तग हो तो उसमें क्लेद को 
बढ़ाती हे ॥ २३-२५॥ 
मधुरश्वाविदाही च कपायानुरसो लघुः | 
दक्षिणो मारतः श्रेश्चक्षुण्यो वलवर्धेन ॥ 
रक्तपित्तप्ररामनो न च वातप्रकोपणः ॥ २६ ॥ 
दक्षिण दिशा की वायु मधुर, विदाइ नहीं करनेवाली, 
कुछ कसेली, लघु, नेत्रा के लिये हितकारी, वळवर्धक, रक्तपित्त 
रोग छी शामक तथा वातरोगों को नहीं प्रकुपित करनेचाली है। 
` विशदो STINT: खरः स्नेहवलापहः ॥ २७॥ 
पश्चिमो मारुतस्तीच्णः कफमेदोविशोपणः | 
सद्यः प्राणक्तयकरः शोपणस्तु शरीरिणाम्‌ ॥ २८॥ 
पश्चिम दिशा की हवा विशद, Se, परुप, सर, स्नेह और 
चळ का नाइक, तीचण, कफ और मेदोधातु का झो पक, तुरन्त 
ही प्राण का नाशक और शारीर का झोपक है ॥ २७-२८ ॥ 
उत्तरो मारुतः खिग्धो मूुर्मधुर एव च | 
HOTA शीतो दोपाणां चाप्रकोपणः ॥ २६ ॥ 
तस्माञ्च प्रकृतिस्थानां क्लेदनो बलवर्धन | 
ज्ञीणक्षयविपार्तानां विशेषेण तु पूजितः ॥ ३८॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने हिताहितीयो 
नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


err AN 


एकविंशतितमो5ध्याथः | 
अथातो त्रगप्रश्नमध्याय॑ व्याख्यास्याम' ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तारे ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर “बण प्रश्न? नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छिये 
कहा AT ॥ १-२ tl 


frehi—aor त्रणकारणत्वाद वातादिदोपास्तद्विपयक प्रश्नो 
यस्मिन्‌ त नणप्रश्नम्‌ | 


बातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवद्देतवः | तैरेवा- 
व्यापन्नेरथोमध्योध्येसन्निविष्टे शरीरमिढं धार्यते5गार- 
मिव स्थूणाभिस्ति्तभिरतश्च त्रिस्थृणमाहुरेके | त एव 
च व्यापन्नाः प्रलयहेतव | तदेभिरेव शोणितचतुर्थे: 
सम्भवस्थितिप्रलयेष्यप्यविरहितं शारीरं भवति ॥ ३॥ 

चात, पित्त और श्लेप्मा ये तीनों हो दारीर को उत्पत्ति 
के कारण हैं । इन्ही अकुपित तथा नीचे, मध्य और ऊपर 
यथाक्रम से रहने वाळे चात, fra जौर कफ से यह शारीर 
घारण किया जाता दे जिस तरह तीन सम्भों से मकान 
घारण किया जाता है, इस लिये कई आचार्य इस शरीर को 
त्रिस्थूण कहते हैं 1 मिथ्या आहार-विहारों से प्रकुपित हुये ये 
ही वातादि दोप शारीर के प्रळय ( विनाशा) में कारण होते 
हें । बात, पित्त और कफ ये तीन तथा चौथा रक्त ये चारों 
शारीर की उत्पत्ति, स्थिति ( धारण या पोपण) जोर प्रलय 
(नाश ) में अविरहित (वर्तमान) रहते हें या ये ही 
कारण हैं ॥ ३॥ 

विमशः--देहसम्भव में प्रधान रूप से यद्यपि शुद्ध शुक्र 
और जातंव होते हैं तथापि उनमें भी वातादि अवस्थित होते 
हैं एवं गर्भ का धारण, पोषण, अङ्-प्रत्यद्ग विकाश आदि कार्य 
वातादि का है अतः इन्हे देहसम्भच में हेतु माना है। "तत्र 
wigan सयोगं तेज शारीराद्वायुरुदोरयति, तनस्तेजोऽनिळसनि- 
पाताच्छुक्र च्युत योनिमभिप्रपथते ससज्यत्ते adda, ततोऽग्निषो- 
मसयोगात्‌ सस॒ज्यभानो गर्भाशयमनुप्रपशते । शीतोष्मानिैरभिप्र- 
पच्यमानानां महाभूताना सघातो घन सनायते। ( सुश्रत 91 
शुक्रशोणित गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिनिकारसम्मूच्छित गभ इ युच्यते 
त चेतनावस्थित वायुर्विमजति, तेन एन पचति, आप कहेदयन्ति, 
(सुश्रतः),। दोपाणां शुक्रातेचस्थितिः-शुक्रातंवस्यैज॑न्मादी ate 
विपक्रिमे । तेश्च तिस्र प्रकृतयो हीनमध्योत्तमा एथक ॥ दोपस्थाः 
नानि-ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरघोमध्योध्वेसस्थिता । त्रिस्थूणस्‌- 
wedge. शास निस्थूण पञ्चडैवतम्‌। चेतरश्ञाधिडित विद्वान्‌ यो 


अध्यायः २१ ] 


बे वेद स वेदवित.॥ शोणितचतुर्थ -यद्यपि 'चरकादिका ने 
चातादि तीन ही दोष माने हैं तथा चश्रुत ने भी चातादि तीन 
दोप माने हैं किन्तु सुश्रत ने जहां झल्यप्रकरण है वहां रक्त को 
भी दोष माना है क्योंकि वातादि दोप भी रक्त के साथ मिल 
कर ही सव स्थाना में जाते हैं अथवा रोगोत्पत्ति करते हैं । 
विना रक्त के इनके द्वारा चणस्थान की दुष्टि, शोथ, पूयभवन 
और रोहण नहीं हो सकते । 


भवति चात्र— 
aa देहः कफादस्ति न पित्तान्न च सारुतात्‌ | 
गोणिता ~ on ry © 
शोणितादपि वा नित्यं देह एतेस्तु धायते ॥ ४॥ 


कफ के विना देह नहीं है, पित्त के विना देह नहों है, 
वायु के विना देह नहीं है अयवा रक्त के चिना भी देह नहीं 
है अत एव सदा इन चारों ही से देह का धारण होता है॥४॥ 

विमर्दः- वायु. पित्त कफरचेति त्रयो दोषा. समासतः । विक 
ता$विकृता देह ध्नन्ति ते वर्तयन्ति च ॥ 


तत्र “वा? गतिगन्धनयोरिति धातु, 'तप” सन्तापे, 
Ray आ लड़ने, एतेवां glee: प्रत्ययेर्बांत' पित्त 
श्लेप्मेति च रूपाणि भवन्ति ॥ ४ ॥ 
हनमें वात शब्द वा गतिगन्धनयो ` धातु से एवं पित्त 
शब्द्‌ तप सन्तापे’ धातु से तथा श्लेग्मा wee ‘faq आलिदने 
धातुओं से कृदन्तविहित प्रत्ययां द्वारा सिद्ध होते हैं ॥५॥ 


विमर्शः--वात -शतिगन्थोपादानार्थस्य ।वा धातो--भसरदरा- 
दिग्भ्य दत्यादियन्नोत्पन्ने तप्रत्यये वात इति ख्पम्‌ । वा 
घातु का गति और गन्धन अर्थ है। गति से गमन, 
ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष ये चार अर्थ तथा गन्धन का सूचन 
अर्थ हे । इस तरह वात शब्द के अर्थ सें Nervons, System 
के समस्त कार्य समाविष्ट हो जाते हैं। “सर्वा हि चेष्टा 
वातेन? “वायुस्तन्वयन्त्रवरः ( चरकः ) । “नत? को नाढ़ी . कहना 
उचित नहीं हे क्योकि ‘aa ठोस होती हैं और “नाडी! शब्द 
नाली या पोळी वस्तु के लिये है। far या ‘aad को 
नाडी कहना उचित है जसा कि अमरकोष सें लिखा है "नाडी 
तु धमनी शिरा? “नाढी परीक्षा? से धमनी गत रक्त की परीक्षा 
करते हैं न कि नवे की 'करत्यादुष्ठमूळे या धमनी णीवसाक्षिणी। 
तन्चेथ्या सुख दुःख शेयं कायस्य पण्डिते ॥ 
अतः नाटी को वातसूत्र या ज्ञानतन्तु तथा ada सिस्टम्‌ 
को वात संस्थान कहना चाहिये | जिस तरह किसी मकान में 
छगे हुये aia के ठोस तारों.मे विद्यु्मवाइ होता रहता हे भौर 
चह तार दृश्य हे पर प्रवाह दृश्य नहीं किन्तु प्रकाश होने से 
या स्पर्श करने से शारीर सें झटका छगने से विद्युत्‌ शक्ति का 
जान होता है इसी तरह पावरहाउस से तारों में होनेवाले 
विद्युत्वाह की भाति मस्तिष्क से वातसून्रों में आज्ञा या 
संज्ञा का वहन वात द्वारा होता रहता है । वह वात दृश्य नहीं 
है रूपरहितत्वे स्प्ेवत्त्व वायोलेक्षणम्‌? किन्तु erat या शरीर की 
गति और कार्य से अनुमेय है । पित्तम्‌-सन्तापार्यस्य तपृधातो- 
रचि प्रत्यये तकारस्येन्वे वर्णविपर्यये तस्य ad छते पिष्ठमिति 
art आयुर्वेद में पित्त के पचन, दुर्शन, रकरअच और शरीर 
की उप्णता रखना ये Ber कार्य माने हें । "पित्तादेवोष्मण 


सूत्रस्थानम्‌ | 


a9 


पक्तिने राणामुपजायते' ( चरकः ) । इलेप्मा--आलिल्ननाथैस्य freq, 
धातोम॑निन्‌ प्रत्ययै युणे च कृते इलेष्मेति रूपस्‌ । 


दोपस्थानान्यत ऊध्वं AAA समासेन 
चात श्रोणिगुदसंश्रय'; तदुपर्यधो नाभेः पक्काशयः; 
पक्कामाशयमध्य पित्तस्य, आमाशय: इलेष्मण' ॥ ६॥ 

अव इसके अनन्तर वातादि दोपों के स्थानों का वर्णन 
करते हैं। उनमें BIT से वायु श्रोणि और गुदा में रहता है। 
श्रोगि और युदा के ऊपर किन्तु नाभि के नीचे पस्वाशय हे । 
पक्वाशय और आमाशग्र के मध्य में पित्त का स्थान है। आसा- 
हाय इलेष्म। का स्थान हैं ॥ ६॥ 

विमर्शः--यद्यपि वात, पित्त और कफ सारे शरीर में 
व्याप्त होकर रहते हैं। 'सरवशरीरचरा. खछ वातपित्तरलेष्माण ! 
( चरकः ) | तथापि जहां जहां ये विङ्ृतरूप से, स्थूळरूप से, 
मलख्प से या क्रिया विशेष रूप से उपस्थित होते हे वहां 
इनके स्थान माने गये हैं। वायु का प्रधान काम बाहर फेंकने 
का होने से ( प्रक्षेपतद्ारकरः स प्रोक्तः) पक्काशय ( स्थूछान्त्र 
Large Intestine ) से रहता है। “अत्रापि पकाशयो विशेषेण 
वातस्थानम? यहां वायु अन्न पाचन से चने हुये मळ को गुदा 
की तरफ SHS कर बाहर फेंकने का काम करता हे । Jeera 
में ( Penstalsis ) की क्रिया होकर मळ वाहर फेंका जाता 
हे। करि भाग के वात सूत्रों द्वारा यह कार्य होता है । 

पित्तस्यान--पक्काशय और आमाशय के सध्य पित्त का 
स्थान है। सदाज्रोत के आमाशय (Stomach), हणी 
( Daodenom ), 'घुदान्त्र ( Small 1112310), वृद्ददन्त्र, और 
युदा ऐसे विभाग हैं। इनमें अहगी के अन्दर अग्न्याशय 
( Pancrese ) से अग्नि ta तथा यकृत से पित्त (Bile) 
आता हे तथा जान्त्ररस ( 9०००5 entencus) इन तीनों 
पाचन का कार्य होता है। ग्रहणी को पित्तषरा नाम की कला 
मानी हे तथा स्थान पक्काशय और आमाशय के मध्य माना 
हे । षष्ठो-पित्तथरा नाम या कला परिकीतिता। पक्कामाशयमध्यस्था 
ग्रहणी सा प्रझीतिना ॥ चरक चे पित्त का स्थान आमाशय लिखा 
हे 'अश्रापिन्आमाशयो विशेषेण पिश्तस्थानम्‌' तथा आमाशय को 
नाभि और स्तनों के मध्य नाना हे । नाभिस्तनान्तरं जन्तोरा- 
माशय इति wast अशित खादितं लीढ tama विपच्यते॥ 
किन्तु प्रत्यक्ष में यह वात विरुद्ध हे आमांशय में आमाशयिक 
रस ( Gastric juice ) होता है। यदि हम पित्त को ( Bile) 
साने तो उसका वनने का स्थान यकृद्‌ है तथा यकृत्‌ में छगे 
हुये पित्ताशय ( Gallbledder ) में वह सञ्चित रहता हे जहां 
से समय समय पर एक नाली द्वारा हणी में पाचनार्थ आता 
रहता है। इस प्रत्यक्ष से सिछ है कि (Bile) ही यदि पित्त 
है तो उसका मुख्य निवास स्थान पित्ताशय हे आमाशय नहीं। 
इलेष्मस्थान--आमाशय माना हे किन्तु चरक ने उरः( ag) 
साना हे । 'अत्राप्युरो विशेषेण इलेष्मस्थानम? वाग्भट ने भी कफ 
का स्थान उर माना है । कफस्य सुतरासुरः।' 

अतः परं पञ्चधा विभज्यते | तत्र वातस्य वात- 

व्याधौ वक्ष्याम" | पित्तस्य यकृत्प्लीहानौ हृदयं दृष्टि 
र्वक्‌ पूर्वक च । शलेष्मणस्तूरःशिरःकरठसन्धय इति 
पूर्वोक्तश्च | एतानि खलु दोषाणां स्थानान्यव्यापन्नानामू ॥ 


gc 


सश्रुतसंहिता | 


इसे अतिरिक्त ये दोप तथा gad स्थान पाँच पांच 
प्रकार से विभक्त हैं । वात के भेद तथा स्थान वातव्याथि में 
ata । पित्त के स्थान यकृत्‌ , प्लीहा, हृदय, दि, स्वचा भोर 
पूर्वोक्त हैं । श्लेप्मा के स्थान उर, शिर, कष्ठ, सन्धियां तथा 
पूर्वोक्त हैं। ये अविकृत दोपों के स्थान हें ॥ ७॥ 
विमर्शः--उश्रुत ने दोषों के पांच २ मेद किये हैं अतः 
तदनुसार स्थान दिये हे । चरक में दोपों के निम्न स्थान माने 
हं । "लेदो रसो सोका, रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि उर 
शिरोग्रीवापर्वाण्यामामाशयो मेदश्च रलेष्मण' स्थानानि । वस्तिः 
पुरीपाधार्न कटि सक्थिनी पादावस्थीनि च वातस्थानानि । 
विसर्गादानविक्षेपेः सोमसुर्य्यानिला यथा | 
घारयन्ति see कफपित्तानिलास्तथा ॥ ८ ॥ 
जिस तरह चन्द्रमा, सूर्य और वायु कम से विसर्ग, 
आदान और विक्षेप इन क्रियाओं से जगत्‌ का धारण करते हैं 
उसी तरह सोमांश कफ सूर्य समान पित्त तथा वायु देह का 
धारण करते हैं ॥ ८ ॥ 
विमशेः--वातादिदोप वाह्य, सोम, सूर्य और वायु से 
अभिन्न QE । “तत्र वायोरात्मेवात्मा, पित्तमाझेय, इलेष्मा सौम्य 
इति। सोम एब शरीरे इछेष्मान्तगेतः अभिरेष शरीरे पित्तान्तर्गतः, 
“तावेतावर्वायु सोमश्च काठुस्वमातमागेपरिगृहीता" | 
देहवलनिवृत्तिप्रत्ययभूता. समुपदिश्यन्ते ? ( चरकः ) । 
विसर्गः--विसु्षति जनयत्याप्यमंशमिति विः, चन्द्र 
पृथिवी पर तथा प्राणियों में किरणों द्वारा स्निग्धता तथा 
शीतलता उत्पन्न करता दै तद्वत्‌ कफ भी शारीर को sta 
तथा Rava रखता दे । आदानः--आददति क्षपयति परथिव्या 
सीम्यांशमादानम्‌। सूर्य sor ऊिरणों से जळ खीचता है तद्दत्‌ 
पित्त अन्नरस को खीचता है। वित्ञेपः-झीतोष्णवर्पोदीना यथा- 
योग प्रेरणम्‌ । वाझ वायु जगत्‌ में शीत, उष्ण, वर्षा आदि का 
प्रेरण करता है तथा भन्तर्वायु शरीर में मछमृत्रादिकों को 
बाहर निकाळकर तथा पित्तादि wat को स्वाशयों में रावण 
करके शरीर की रक्षा करता दे । सोमकार्यस--सोम शिशिराभि 
माभिरापूरयन्‌ जगदाप्याययति Baa | कफकार्यम्‌-सन्धिसंद्छेपण- 
स्नेहनरोपणपूरणयलस्थैय॑क्षच्छलेष्मा पन्रधा प्रविभक्त उदककर्मणा 
अनुग्रह करोति | सूर्यकार्यस्‌--एविमाभिराददानो जगत Ger । 
सद्एणमुत्तरध्डमादत्ते दि रस रवि । पित्तकार्यस्‌-रागपक्त्यो- 
जस्तेजोमेधोव्मङ्कद पित्तपत्चधा प्रविमक्तामभिकर्मणाऽनुमक्व करोति । 
वायुकार्यस्‌--परणी धारण, ज्वलनो ज्वालनं सष्टिमेवानाम्‌ , 
अर्पा विसमे , प्रवर्तन cham, पुष्पफलानावाभिनिर्वतनम्‌ , उङ्गेदन 
चोद्धिदानाम्‌। शारीरगतवायुका्य-समीरणोऽ्े , दोपसञ्ञोपणः, 
amt वदिमंलार्ना, /विण्सूत्रपित्तादिमलाशयाना विज्षेपसहारकर. | 
( चरकः ) 
तत्र जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निः ? 
आहोस्वित्‌ पित्तमेवाभिरिति ?। अत्रोच्यते-न खलु 
पित्तव्यतिरेकादन्योऽभिरुपलभ्यते आग्नेयत्यात्‌ पितते 
दहनपचनादिप्वमिम्रवचेमानेष्तसिवदुपचारः क्रियतेऽ- 
न्तरभिरिति | चणे ह्मग्रिगुणे तत्समानद्रव्योपयोगा- 
दतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगादागमाच्र पश्यामो न॒ खळ 
पित्तव्यतिरेकादन्योऽञ्निरिति ॥ ६ ॥ 


पित्त के विषय में यह चात जानने की इच्छा है कि क्या 
शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य aff है अथवा पित्त ही' 
अशि हे । इस विषय में यह कहते हैं कि-पित्त के अतिरिक्त 
शरीर में अन्य अभि उपछब्ध नहीं होती है क्योंकि पित्त में 
अभिगुण होने से cea, पचनादि क्रियाओं के वढ जाने पर 
असि के समान ही उपचार किया जाता है इस लिये पित्त 
ही शरीर के भीतर अभि है। इसी तरह afar ae पित्त 
के क्षीण होने पर उसकी वृद्धि के लिये अभि समान उप्णगुण 
चाले geal ( चित्रक, ats, पिप्पली ) का उपयोग करते हैं 
एवं उस पित्त के अधिक बढ़ जाने पर शीतल द्वृब्यों का उप' 
योग करने से तथा शाख के प्रमाण घे हम ag कह सकते हैं 
कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अभि नहीं हे॥९॥ 

विमशः--भायुरवेद में अभि और पित्त में भिन्नता तथा 
अभिन्नता दोनों सत्त Fier पित्तेतामि , पित्त के कारण 
या पित्त्रकृति वाळे की क्षप्ति तीदण होती है। कट्वजीण॑विदा- 
Segre: पित्तमुखणम्‌ । आप्छाययद्धन्त्यनळ जल तप्तमिवान- 
लम्‌ ॥ द्रव स्निग्धमधोगन्न पित्त वहिरतोऽन्यथा ॥ यहां पित्त और 
अग्वि में स्पष्ट भेद लिखा है। मन्दस्तीच्णाऽथ विषम समश्चेति 
चतुविव । कफपित्तानिळायिक्यातत्साम्याच्ञाठरोऽनल ॥ विषमो 
वातजान्‌ रोगॉस्तीएण. पित्तनिमित्तजान्‌ । करोत्यञ्चिर्तथा मन्दो 
विझारान्‌ कफसम्भवान्‌॥ gaa ने भागमप्रमाण जैसे--ऊष्म। 
तेजोमय पित्त पित्तोष्मा य. स पत्तिमान्‌। स कायाझिः | दुहन 
पचनादि प्रस्यजप्रमाण तथा सर्वेपामैव भावाना सामान्यं वृदि- 
कारणम्‌ इस नियमानुसार क्षीणे झम्नियुणे तत्समानद्रन्योपयो- 
गात? इस अनुमान प्रमाण से अग्नि भौर पित्त की एकता 
सिद्ध कर दी है। तथा अनेक wet पर पित्त और भभि में 
अभेद रूपेण उल्लेख भी हे । सधुक्षित समानेन पचत्यामाशय- 
स्थितम्‌। ओदर्योरिनर्यया वाहथ स्यालोरथ तोयतण्डम्‌ ॥ 
९ वाग्भट )। समानेनावधूतोऽरिनरुदर्यः पवनेन तु । काले युक्त सम 
सम्यक्‌ पचत्यायुविवृद्दये ॥ ( चरक ) । जाठरो मगवानग्निरीश्ररो- 
ST पाचक: । सोइ्याद्र्सानाददानो विवेषतु नेव gerd ॥ 
( सुश्रुत ) निष्कर्ष --वस्तुतस्तु एक ही व्यक्ति कार्य भेद से 
भिन्न २ पाचक, फोटोग्राफर, अध्यापकादि भिन्न सज्ञाओं को 
प्राप्त होता हे तद्वत्‌ पित्त भी स्थान और कर्मभेद से विभिन्न 
हो जाता है । पाचनार्थं प्रयुक्त पित्त जाठराग्नि संज्ञक हो 
जाता है। इस तरह पित्त और अग्नि का भेद वर्णन ततथा 
अभेद वर्णन दोनों मत यथार्थ हैं। set में पाचन के लिये 
सळाइवा, गेस्ट्रिक ज्युस, ade, पेन्क्रियाटिक ज्युस और 
आन्त्रिक रस ये पांच तरह के भिन्न २ पाचक खाव माने हैं। 
यादवजी ने इन पांचों में पाचक पिच का रहना माना हे 
किन्तु इन erat की क्रिया भोजन के भिन्न २ भागों पर होती 

यह विचारणीय और अन्वेपण का विषय है। गणनाथसेनजी 

ने भी सिद्धान्त निदान” में लिखा है कि ‘ae पित्तपद 
सामान्यतो निखिल्पाचकरसाथक, विशेषतश्च यकनादिपित्ताथें 
प्रथुक्तप्रवगन्तव्य न्ृगछोहादिशब्दवदिति समाधिः । अग्निस्तु 
wane: किण्ववद्वस्तुगमितरसाना जनक । 

तश्चादृदेतुकेन चिशेपेण पक्तामाशयमध्यस्थं पित्त 
चुर्विधमन्नपानं पचति विवेचयति च दोपरसमूत्र- 
पुरीपाणि; तत्नस्थसेव चात्मशक्तथा शेषाणां पित्त- 


अध्यायः २५ ] 

Bers ~ ~ र e am ~ ~~ 
चाचा शरारस्य ANAS SAAS करात; TAT पित्त 
पाचकोऽघ्निरिति संज्ञा; यचु Tecate: पित्तं तस्मिन्‌ 
रखकोऽन्निरिति संज्ञा; स रखस्य रागङ्कडुक्त; यन्‌ पित्तं 
द्रद्यसंस्थितं तन्मिन्‌ सावकोडभिरिति den, सोऽभि- 
आर्वितमनारवसाघनङ्कडुक्तः ACSA पित्तं तत्मिन्ना- 
लोचकोऽन्निरिति सन्ना, स ख्पप्रहणाधिक्रतः; यत्त 
ae पित्तं तस्मिन्‌ ख्राजनोऽञ्निरिति संता, सोऽभ्यङ्ग- 
परिपेकादगाहावलेपनादीनां क्रियाद्रव्यागां पक्ता; 
छायानां च प्रकाशकः ॥ १०॥ 

पक्वाशय भोर नामातच के मध्य में स्थिव पिच aez- 
वदा या पूर्व जन्मङ्गत कर्म के कारण चतुविध अन्न को पदाता 
है वया दोप, रस, मूत्र मर मळ को gas करता है तथा 
पत्रतासाश्नय मध्य नें ही रहता हुआ अपने प्रभाव से दोप चार 
पिचस्यानों को वया समस्त शरीर को अग्नि ( उय्णता प्रदा- 
नादि) कम से अचुगुद्दीच करता दै । इस पिच की पाचकाकि 
dare जो पिच यकृत भोर प्छीहा में रहता हे उसकी 
waa संज्ञा दे तथा वढ आहार पाचन से उत्पन्न रस को 
ta (weet में परिणत ) करता दै जो पिच हृदय में 
रहता हे उसकी seats सज्ञा दै तथा वह अमिळपित 
मन्तोरय को साघता इ । जो पित्त दृष्टि में रहता हे उसकी 
व्गछोचक संज्ञा है, वदद च्य रूप को अइण करने में नियुक्त 
है। जो त्वचा में पिच रहता है उसकी ama संत्रा है 
तया वह त्वचा पर प्रयु सनेहादि के अभ्य, सेचन, अवगा- 
इन कौर आदेगादि क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त द्ब्यों को पकावा है 
ठया शरीर की छाया का अकाझक हे ॥ १० ॥ 

विमर्ण'--आवुनिक मत से भोजन के माँस जातीय 
( Protein ), मेडोजाचीच ( Pat ), झालिजातीच ( Carbohy 
47३९5} और खनिज पदार्थ (Salts ) ये चार वया वीरामीन 
सोर जळ ऐले ८ सेद माने हैं। तया ये भोज्य पदार्थों में 
होते टे 1 मांस, अण्डे, eva alt set में प्रोटीन अधिक 
होदा हे! स्निग्त पढायों में फेट होती दै इतं 
अनुविवः कारवो हैड्वेंड--चांवछ, गेहूं, जो और मकई में 
war Sl खारट तथा वीदामीन्स नी सज्य पदार्था 
द । अक्मेदा:--अश्चिर्त aed पोत लीढं चेति चतुर्विधः 
PEER कोर त्याज्य भाग को पथक करवा दै 1 
चरक नें अयम् पाचित अन्न के आहार प्रचादाख्य w और 
vari fre aaa माना हे तया किट्ट से स्वेद, मूत्र, पुरीष, 
वात, पित्त और कफ बनना माना है Sa आअदास्ए्खादास्यों 
ws: frea मळासउमर्िनिवंेते, । किट्ठात स्वेदमृत्रपुरीयवाततिच- 


rn? wash “Sarah वित्त रन्ज vaca’ 


डा दरीन्त से रस का रञ्जन लाळ test ( ४. 5. 0.) करते 
ई तथया उनकी उत्पत्ति अस्थि, wen में होती हे! सावनाग्नि 
संज्ञक पिच हृदय में रहता दे मर ae बुडि मेघा अमिप्रेवार्थ 
को सिद्ध करता हैं। टद्दिमेवाडनिवानारथेरिमेतार्थसावनाद 
area इटद वितन्‌ ॥ (वाग्मट) | fe, Far, सोचने विचारने 
आदि का कार्य व्षोगत हृदय नहीं करता दे किन्तु मस्तिष्क 
(Brain ) करता हे यह डाकटरीमत दे 1 इसी इृष्टि से निग्न 


~ a & चर्वेन्द्रिया ~ 
श्लोक सी हे प्रागा, प्रागरूता चत्र faa: शर्वेस्रियाणि च । 
१ 


NFP PPP PLL ह Ff 


‘dp ey 
joy 
rn 
J 


स्वदाव्प्टच a 


¢ 


Al Ae | 
- ay, 7? 
० a 
alls 


ot 
ras 
७ 


सूत्रस्थानम्‌ | 


GE 


POPP LLL LL LL, 


ठदुत्तमाइमनाना चिर इत्यमिवीयने ॥ उन्माद, अपस्मार आदि 
रोग भी इसी की विकृति से होते हैं. वुददेनिवातं हृदयं प्रदृष्य! 
गगनायमेनजी ने मस्तिष्क स्थित हृदय को cea माचा है चथा 
आत्मा, बुद्धि आदि का वही स्यान दै 1 आठोचळारिनः-डाकटरी 
में रूपप्रहण का कार्य रेटिना (Retina) करता दे! प्रकात्र 
या वाह्यवस्तु की किरणे ष्णमण्डळ (Carnea), site 
( Aucons humour ), ददिमण्डळ ( एग ), काँच (Lens) 
सौर मेदोजळ (Vitreous humour) इनमें से होती हुई efsaze 
(Retina, पर पड़ती हैं जिससे वस्तु का वहां seat प्रतिविस्न 
बनता है। इष्टिपटळ का सम्वन्ध इष्टिनाडी (Optic Nerve) से 
है जो क्रि मस्तिष्क को वस्तु का ज्ञान कराती दै । श्रानकारिन - 
cei aaa ज्ञाजनाव लच ? स्वेदोत्पत्ति, सेंल्ग्रन्थियों से 
तळ उत्पन्न करा के त्वचा को स्निग्ध और चमकीली करना 
am उष्णता का नियन्त्रग आहि 1 चरकोंक्तप्रिक्कार्याणि--- 
ada पक्तिरश्मा च Seon देइमादवळ । प्रमा प्रसादो मेगा च 
पिशक्रमाविक्रारजन्‌ ॥ छाया-ऱछाया णेत्रमाश्रया। 
~ se me s_ nN नीले पीत॑ a 
पित्तं तीच्छं oa पूति नीलं पीतं तथव च | 
उष्णं कटुरसं चेच विदग्धं चाम्लमेव च 1 ११॥ 
पित्त dian, द्रव, दुर्गन्धित, नीळवर्ण, पीतवर्ण, उष्ण 
भर कडुरस होता हे तथा विदग्ध ( विकृत ) हो जाने पर 
सम्लरस हो जाता दै ॥ ११॥ 
विमर्दः--निदूषितपिचळचणन:-च्यतात्र पीतमत्युष्णं रसे 
मङ्कमत्यिरम्‌ । पक्कं विदग्ध॑ विधेयं रचरिपक्तितरलग्रदम्‌ | दूपितपित्त- 
लिइन--दु्गन्बं रितं इयावं पित्तमन्ठं स्थिरं युर । अन्छिकाङण्डः 
दृदाइकरं ori विनिर्दिेशेत्‌ ॥ चरके तु--उस्नेहमुण्ण diana द्रवः 
we सर कड । 
अत ऊत्ब शलेष्मत्यानान्यतुळ्याल्यात्यामः--तत्रू, 
arma: पित्ताशयत्योपरिष्ठात्‌ तत्मत्यनीकत्वादू््ये- 
गतित्वात्तेजसञ्चन्द्र इव आदित्यस्य; स चतुर्विधत्याहा- 
रच्याघारः। स च तत्रोदकेगुंणेरादारः प्रक्तिज्ञो सिन्न- 
सङ्घातः Gad भवति ॥ १२॥ 
अब इसके अनन्तर श्लेप्मा के स्थानों का वर्णन करते हैं। 
कफ के स्थानों में आमादाय पित्त का विरोधी कफ होने से 
एवं पिचायि की ऊर्ध्वगति होने से पित्ताशय के ऊपर स्थित 
इ, जैले घूर्य के ऊपर we स्थित दै। यह आमाशय चार 
प्रकार क आहार का आधार दे और वह चतुर्विध आद्वार कफ 
Sadia quit से प्रक्छिन्च ( गीळा या पतछा ) और भद्दीन 
होकर सुखपूर्वक पाचन योग्य दो जाता है ॥ १२॥ 
विमर्थः=पिच को अञ्चि या सूर्य के समान माना है वया 
कफ को जल या चन्द्र के समान साना डे! यदि आकाश में खूय 
तया देह में पिच ही केवळ रहे तो वे वहां (seh, देह को ) 
दाहादि क्रिया कर के उन्हें नष्ट कर देंगे भव एव उनको या 
उनकी क्रियार्ओ को कम करने के लिये चन्द्र और कफ रखे 
६1 पिच या अभि का स्वभाव ऊर्ध्वगामी होने से उसके ऊपर 
आमाशय होता उचित दे जिससे आमाशय गत अन्न का 
पाक दो सके नले चूददे की असि पर स्थित पात्र में तण्डुळ 
और पानी होने से जांच पात्र के पेढे सें ख्य कर पक्रा देती है 


8 सश्रतसंहिता | 


DP RPO 


aza पित्ताशय माना जग्नियुक्त चूल्दा है और चतुर्विध अन्न 
युक्त आमाशय जळ तण्डुल युक्त पात्र है। जैसा कि चरक 
ने कहा है । एव रसनलामान्नमाश्गस्थमघ Raa. 1 पचत्यग्लियेथा 
स्याल्यामोदनायान्उनण्डुरुन ॥ प्रत्यक्ष में उद्रगुद्दा के वाम भाग 
दी ओर क्षामादाय होता है तथा उससे कुड नीचे और दक्षिण 
भाग में अहणी ( डियोडिनम ) होती है। अग्न्याशय आमा 
दवाय के नीचे तथा अहणी और प्लीहा के मध्य में होता हं 
अग्न्याश्य के ऊपर आमादाय होने पर भी अग्निरस का उस 
पर या आम्राशायस्य भोजन पर कोई पाचक कार्य नहीं होता 
द्वे अपि तु आमादाय की दीवारों में लगी हुई अन्थियों के 
ara ( गेस्टरिक ज्युस ) से ही वहाँ पाचन क्रिया होती दे। 
इमी तरह यकृत उदरगुहा के दक्षिणी भाग में रहता है तथा 
पित्त का निर्माण करता हे और पित्ताशय भी उसी सें लगा 
हे! पिच का भी आमाशय या आमाशयस्थ भोजन के पाचन 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्रहणी ( दियोडीनम्‌ ) के अन्दर 
लव भोजन आमादाय से जाता हे तव ग्रहणी में नलिका 
द्वारा आये ga पित्त और अग्न्याशय का अग्निरस पाचन 
कार्य करते हैं। इस ग्रहणी के क ऊपर asa पित्ताशय 
हे तथा अग्न्याशय भी अहणी के wed में या समानान्तर 
स्थित हे । इस तरह चरक और सुश्रुत का वर्णन कुछ यथार्थ 
किन्तु अधिकतर आल्द्वारिक हे दर्यसिदान्त में चन्द्र को सूर्य 
के नीचे स्थित माना है। मन्दामरेज्यभूपुञदर्यधुक्रेन्दुजेन्दव- । 
पर्च्रिमन्त्यधो5घ-न्या । अन्यञ्च-यादको मास्करच्येन्दुरथ त्यो घन- 
ग्द्वदेल । परन्तु िष्णुपराण में चन्टमण्डळू को सूर्य के ऊपर 
माना हे | भमेयोजनल्य्षे टु सौर मैत्रेयनण्डल्न्‌ । छक्षादिवाकर- 
स्यापि मण्टल शशिन. स्थितन्‌ | आधार आमाशय में आया 
हुआ भोजन ३-४ घण्टे रहता है। मिन्नसवातों तुत्तरअ-- 
भोजन के संघात ( घन अवयचों ) का मेदन प्रथम द करते 
जि किन्नु छुछ लग जल्दी २ में मोजन को टीक नहीं चवाते 
हं तथा दातों द्वारा चवाये भोजन का मी अधिक महीन होना 
आवश्यकीय है । यह पूति आमाशय अपने लिकुडन और 
प्रसारण क्रियाओं द्वारा भोज्यांश को दुवा दुवा कर करता 
रहता हे तथा साथ ही में अपने रस द्वारा उसे पाचित कर 
द्रव बनाता है 1 मोजन के अत्यन्त महीन होने पर ही उसका 
दार खुळता हे जिससे भोजन अहणी सें जाता है । 
साघुर्यान्‌ पिच्छिलत्वाब प्रज्लेदित्वात्तथैच च | 
आमाशाये सम्भवति श्लेष्मा मघुरशीतलः ॥ १३॥ 
_ आहार के मधुर, पिच्छिल और neat हो से आमाशय 
में कफ भी शीतळ और मधुर उत्पन्न होता है॥ ६३ ॥ 

स तत्रस्थ एवं सशक्तथा शेपाणां श्लेप्मस्थानानां 
शारीरस्य चोटककमणा$नुत्रहं करोति । उरस्थद्विक- 
सन्धारणमात्मत्ीय्यणान्नरससहितेन हृद्यावलम्वनं 
करावि | जिह्वायूलकण्ठस्थो जिहेन्त्रियस्य सौम्यत्वात्‌ 
सम्यक्‌ रसाने वत्तेने | शिर स्थः स्नेहसन्तपैणाविकृत- 
लादू इन्त्रियागामात्मवीर्य्येणाचुग्रहं करोति । सन्धिः 
ay श्लेष्मा सर्वेसन्धिसंश्लेपात्‌ सर्वेसन्ध्यनुग्रहं 
कराति॥ १४॥ 

बह कफ भामाशय में ही रहता हुना अपने प्रभाव से 


तथा जलीय ( मधुर शीततपक ) क्रिया से शेष श्लेप्मस्थानों 
और ait का उपकार करता दै । छाती सें स्थित कफ fe 
दो घारण करता हे तथा अन्नरस और अपने सौम्यवीर्य से 
हृदय का अवळम्वन करता हे । जिह्वो के मूलभागे तथा कण्ठ 
में स्थित कफ अपनी सौम्यरुण से रसनेन्ठ्रिय को सर्वप्रकार 
के रसज्ञान में प्रतित करता है। शिरःस्थित कफ स्नेहन 
और सतर्पण क्रियाओं हारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से 
ज्ञानेन्द्रियों को अनुगृहीत ( स्वकर्मकरणच्तम) करता दै। 
सन्धियों में स्थित कफ सव सन्धियों को जोड़ने से उनका 
उपकार करवा दै ॥ ५४ ॥ 

विमर्शः जिकपरिमाष!-शिरो वाइुद्दयसन्पानस्थानन्‌ (शोदड- 
wifes), इति ढल्हणः, errata watt सन्धि 
न्तत्त्रिक मतन । इसे Pelvic girdle कहते हें । कफ'-केन 
ata फ़ळतीति कफ ! सन्विन्थ व्ठेव्मा-सन्धियों में एक 
प्रकार का तरल रहता है जिसे 891०४12! fluid कहते हैं। 
इससे सन्धियों में चिक्नापन तथा उनकी गति सें सहा" 
यता होती है । 


श्लेष्मा खेतो शुरु Rava: पिच्छिलः शीत एव च | 
मधुरस्त्वबिदग्धः स्वादू विदग्घो लवणः स्मृतः ॥ १५ A 
कफ वर्ण में श्वेत, भारी, चिकना, चिपचिपा, दीत तथा 
प्राकृतिक अवस्था में मधुर और विकृवावस्था में लवण होता है॥ 
शोणितस्य स्थानं यक्कतप्रीहानो | तश्च प्रागभि- 
हितम्‌ | तत्रस्थमेव शेषाणां शोणितस्थानानामलुयहं 
करोति ॥ १६॥ 
रक का स्थान यकृत और प्लीहा है, जो पहले झोणित- 
वणैनीय अध्याय सें कह fear Si रक्त उन्हीं यक्कनप्लीहा 
स्थानों से रहता हुआ शेष रचस्थानों का उपकार करता है॥१६॥ 


भवति चात्र 
अनुण्णशीतं मधुरं स्निग्धं रक्तञ्च वर्णत | 
शोणितं गुरु विस्र स्वाद्‌ विटाहञ््चास्य पित्तवत्तू 11१७] 
रक्त न अधिक उप्ण और न अधिक Zar, मधुर, स्निग्ध, 


छाळवर्ण, भारी तथा आमगन्घी होता हे । इसका विदाह पित्त 
की तरह होता हे ॥ १७॥ 
एतानि खलु दोपस्थानानि, wy सच्चीयन्ते दोषा | 
भाक्‌ सब्बयहेतुरुक्त: । तत्र सञ्चिताना खळ दोषाणां 
स्तव्धपूणकोष्ठता पीतावभासता सन्दोष्मता चाङ्कानां 
गारवमालस्यं चयकारणचिद्वेपञ्चेति लिङ्गानि भषन्ति | 
तत्र प्रथम क्रियाकालः ॥ १८॥ 
इस तरह ये पूर्वो दोषों के स्थान हैं। इनमें दोषों का 
सञ्चय होता है । दोषों के सञ्चय का कारण पूर्व ही में ऋतु- 
चर्या भध्याय में कह आये S । इन स्थानों में दोषों के सञ्चय 
होने से कोष्ट में आरीपन और पूर्णता, नेत्र, मळ चथा त्वचा 
में पीलापन का सास होना या उस रोगी को dea का 
भास होना, उप्णता की कमी, अङ्गो में भारीपन, आलस्य, 
दोषों को बढाने वाले कारणों सें द्वेष होना ये छक्षण होते हैं । 
ऐसी अवस्या में चिक्किन्सा करना प्रथम क्रिया काल है ॥ १८ ॥ 


अ्रध्यायः २१ | 


सूत्रस्थानम । 


६१ 


विमशेः- अशम रदये~रोपप्तत्रयहेतवः-उष्णेन युक्ता रूक्षाया 
वायो" कुर्वन्ति स्यम्‌ । चीनेन युक्ताः स्निग्धाया' कुर्वते इलेष्म- 
णक्षयम्‌ ॥ शीतेन युक्तास्तीद्ष्णाचा धय पित्तस्य कुर्षते॥ aaa 
णम्‌-स्वस्थानवृद्धिदोपाणा चय इत्यभिधीयते । चयो gfe: स्रधा, 
्न्येव ( घाग्भट )। तत्र प्रथम प्रधान उत्तमो वा चिकित्साकाल ! 
सञ्चयेऽपटूता दोषा लभन्ते नोत्तरा गत्तीः। ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति 
TIME ॥ ( वाग्भट )। भणुदि प्रथम मूरा रोग पश्चाद्विवषंते । 
स जातमूलो युष्णाति वल्मायुश्र cia.) नस्मात्मागेवरो गेभ्यो 
रोगेपु तरुणेषु वा।भेपजे प्रतिकुर्वीत य esq छुउमातान' (चरक) 


अत ऊर्ध्व प्रकोपशनि वच्ष्यामः-तत्र बलवद्वि- 
ग्रहातिञ्यायामञ्यतरायाध्ययनप्रपतनप्रधावनश्रपीडनाभि- 
घातलद्वनउवनतरणरात्रिजञागरणमारहरगगजतुरङ्ग रथ- 
पदातिचर्य्याकडुकपायतिक्तरूकतलघुशीतवीय्येशुप्कशा - 
कतरल्लूररकोद्वालककोरदूपश्यामाकनीवारसुद्गमसूराढ- 
कीहरेरुकलायनिष्पावानशनविपमाशनाध्यशनवातमू - 
त्र (रीपशुक्रच्छर्दिक्षवथू द्ारवा प्पवेगविघाता दि भिर्विशेपे- 
वायुः प्रकोपमापद्यते ॥ १६ ॥ 
अव इसके भनन्तर दोपों के प्रकोपक आहार-विहारादि 
कारणों को कहते हें away के साथ छदना, अधि 
व्यायाम करना, अधिक AYA करना, अति अध्ययन, ऊचे से 
गिर पडना, diem, मोच होना, चोट रगना, ETAT, कूदते 
कूदृते चलना, तेरना, रात से जागना, भार उठाना, हाथी, 
घोडे, रथ पर या daw अधिक चलना, wed, कसेले, तीते 
SS, हलके और Mada geat का सेवन, Ws साग, शुष्क 
मांस, वरक ( धान्य ), उद्दालक ( जली कोदो ), कोरदूप, 
श्यामाक ( सांवक ), नीवार, मूग, मसूर, तुवर, EA, मटर, 
निष्पाव ( राजशिग्वी ) इनका सेवन, उपवास, विषमाशन, 
अध्ययन Ud चायु, सूत्र, पुरीप वीर्य, चमन, छींक, उद्गार 
( डकार ) और वाप्प इनके वेग को रोकना आदि कारणों से 
वायु प्रकुपित होता है ॥ १९॥ 
स शीताश्रप्रवातेपु घर्मान्ते च विशेषतः | 
प्रत्यूपस्य We तु जीर्णेऽन्ने च प्रकुप्यति ॥ Re ॥ 
वह वायु ठण्ढे समय, मेघ के समय, अधिक हवा चलने 
पर तथा विशेष कर वर्षा ऋतु सें, प्रभातसमय, भपराद भर 
अन्न के इजम हो जाने पर प्रकुपित होता हे ॥ २० ॥ 
विमशः--ब्रातप्रकोपटेतवल्लिजटाचार्यमते--व्यायामादपतपंणा- 
पतनाद्‌ भगात्क्षयास्जायराद वेगानाक्ष विधारणादतिशुच शत्या- 
दत्तित्रासत.॥ रूक्षक्षोीमकपायतिक्तकडकेरेभि प्रकोप भजेद्‌ वायुर्वारि- 
धरागमे परिणते चान्नेऽपराद्वऽपि च ॥ 
क्रोघ शोकमयायासोपवासतरिदग्धमेथुनोपयमनकट- 
बम्ललचगतीच्ण प्णलघुविदाहितिलतैलपिण्याककुलत्थ- 
सर्पपातसीहरितकशाकगोधामत्स्याजाविकमांसद्धितक्र- 
कूचिकामश्तुतीवीरकसुराविकाराम्लफलकद्वरप्रभश्नतिभिः 
पित्तं प्रकोपमापद्यते ॥ २१॥ 
क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, विदृग्ध ( जले हये) 
पदार्थों का सेवन, खीसम्भोग, भ्रमण, कडवे, Ge, नमकीन, 


~ 


NNN SAAN NNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNINNNNNS 


दाश्च जनयेत्‌ पाक गच्छति तञ्चिरात्‌॥ कूचिझा--इष्ना तक्रेण वा 
सदृ पाकाद एथग्भूतवनद्रवमाग क्षीर कूचिकेत्युच्यते। ( हेमाद्वि )। 
कट्वरपरिचय --सौवीराम्लमथात्यन्ल कालिक कद्र विदु.। 
अन्ये तु तदथोभाग तक्र चात्यन्लत्ता गतम्‌। सस्नेह दधिज तक्र- 
माइरन्ये तु कट्वरम्‌ ॥ 

तदुप्गैरुण्णकाले च मेघान्ते च विशेषतः | 

मध्याहे Wawa च जीयेत्यन्ने च कुर्प्यात ॥२२॥ 

चह पित्त उप्ण पदार्थो के सेवन से, गरमी के दिनों में, 
शरदूऋतु ( आश्विन-कातिक ) में, मध्याह्न और आधी रात 
में एवं भोजन के पचने के समय में कुपित होता हे ॥ २२ ॥ 

विमर्शः-पित्तप्रकोपदेतव -कदवम्छोप्णतिदोहित क्षण samt. 
थोपवासातप, खोसम्पकेतिलातसीदधिसुगाशुक्तारना रादिभि- । मुक्त 
जीयेति भोजने च शरदि Het सति प्राणिना wens च तयार्ध- 
रागिसतमये पित्त प्रकोप ब्रजेत्‌ ॥ 


दिवास्पप्नाव्यायामालस्यमधघुराम्ललवणशीतरितग्ध* 

गुरुपिच्छिलाभिष्यन्द्हायनकयवकनेपघेत्कटमापसहा- 
मापगोधूमतिलपिष्टविक्षृतिद्धिदुग्धक्ृशरा पा यसे छुवि- 
कारानूपौदकमांसवसाबिसमृणालकसेरुकश्ड्टाटकमधु- 
रवज्लीफलसमशनाध्यशनप्र्तिभिः शलेष्मा प्रकोप- 
मापद्यते ॥ २३ ॥ 

दिन में दायन, किली प्रकार शारीरिक श्रम या व्यायाम 
न करना, AGE तथा मधुर, भग्ल, लवण, शीत, स्निग्ध, 
गुरु Carafe), चिपचिपे, अभिप्यन्द्कारक, हायनक, 
( धान्यविशेष ), जौ, नेपघ, इव्फर, उड़द, महामाप, गोधूम, 
तिल, पिए ( आटे ) के विकार, दही, दूध, खिचडी, खीर, 
ऊ के घने पदार्थ (as, खाण्ड) एव आनुप और जलीय 
प्राणियों का मांस, चरबी, कमळनाळ, कसेरू, fame, मीठे 
फळ जैसे नारियल आदि. वन्लीफल जैसे stat, कोहड़ा इनका 
सेवन तथा समशन थर अध्यदान आदि कारणों से कफ 
afta होता है ॥ २३॥ 

विमर्शः--अभिष्यन्दि-दो पधातुमछल्तो तमामतिशय स्लेद प्राप्ति- 
जनकम्‌। (seem )। पेच्छिल्याद गौरवाद्‌ द्रव्य रुद्ध्वा रसवहा' 
सिरा* । धत्ते यद्वौरव तत्स्यादमिष्यन्दि यथा दधि ॥ Caray) | 
अध्यशन--अ्ुक्तस्योपरिभोजनमध्यशनम्‌ | 

स शीतेः शीतकाले च बसन्ते च विशेषतः | 
gate च प्रदोपे च भुक्तमात्रे प्रकुप्यति ॥ २४ | 

वह कफ शीतद्गव्यों से, शीतकाळ में, विशेष कर वसन्त 
ऋतु में एव दिन के पूर्वभाग और प्रदोष समय में भौर भोजन 
करते समय प्रकुपित होता है ॥ २४ ॥ 


विमर्क्षः--कफमकोपहेतव -युरुमधुररसातिरिनिग्धदुग्षेज्ुभक्य 


६२ 


PANNE LP PPP PPL PPP LOD LLP ELE SNP AAS FAST 


संश्रुतर्सह्िता | 


_ याक दबाइ 
NSN PT PEL PE LLLP LOL PPP LPL PL PLP PPL LLL POL LLLP LLL PLP PLL NN 


ह्रवद्रधिदिननिद्रापूपसर्पि अपूरे । तुद्दिनपतनकाळे ब्लेश्मण सप्र- | तर बलवद्धिग्रहादि कारणों से कुपित gt दोषों में eae 


कोपः प्रमति ढिवसादी मुक्तमात्रे वसन्ते ॥ | होकर उनया प्रसार होता हे 1 इनमें से वायु चेतना 
पित्तप्रकोपणैरेव चामीच्णं ठवस्तिग्वयासमिरादारे- रहित होने पर भी गतिशीछ होने से इनके प्रसरण में कारण 


nC 


2, ~~ TH च्च Zz 4, 
दिंवास्वप्नक्रोधानलातपश्रमाभिघाताजीणेविरुद्धाध्यरशा- होता है । वर्योकि वायु रजोगुण age होती हे तथा रजोगुण 


सब भावो का प्रवर्तक हे । जिस तरह वडा भारी पानी का 


नादिभिविशेपैरसर क प्रकोपमापयते ॥ २५ ॥ 
पित्त को कुपित करने ae आहार-विहारा के निरन्तर 
सेवन से तथा उव, स्निग्ध, भारी पदार्थों के सेवन से आर 
दिन में शयन, क्रोध, अग्नि और सूर्य की गरमी, परिश्रम, 
चोट छगना, अजीर्ण, विरुद्वादान, अध्यशन आदि fata 
कारणों से रक्त प्रकुपित होता दै ॥ २५ ॥ 
यत्मादरक्त विना दोपेने कदाचित प्रकुप्यति | 
तस्मात्तस्य यथादोषं कालं विद्यात प्रकोपणे ॥ २६॥ 
वातादि aot के विना रक्त कभी भी कुपित नहीं होता 
है इसलिये उसके प्रकोप का काळ दोषों के अनुसार जानना 
चाहिये tt २६॥ 
तेषां प्रकोपात्‌ कोष्टतोदसद्वरणाम्लिकापिपासाप- 
रिदादान्द्वेपद्टदयोल्लेदाश्च जायन्ते । तत्र द्वितीयः 
क्रियाकाल:॥ १७॥ 
उन दोषा के प्रकोप होने से कोष्ट (पेट) में सई चुभोने 
की सी पीडा, वायु का सञ्चार, wet डकारो का आना, 
व्यास छयना, दाह दोना, अन्न सें दप वथा जी मिचळाना 
थे लक्षण होते हैं | दोषा के प्रकोप का यह ससय चिढ़िन्सा 
का दूसरा काळ है ॥ २०॥ 
विम््गा।-पूर्व में दोषों का चय तथा यहां प्रकोप का 
वर्णन दे जो कि एक तरह से टोपा की वृद्धि Set He हैं। 
वृद्धिई दे था चयम्रकोपमेदेन । ( ete सं० )1 चयो इद्धि, स्वषा- 
नन्वेव कोपस्तून्मागंगामिता । ( वाग्मट ) 1 देरेऽदिरूग sera, 
विव्यनहपा afer प्रकोप । ( डट्हूण )1 
अत oe प्ररं वच्चामः-तेपामेमिरातकुविशेषे- 
प्रकुपितानां पर्य्युपितकिएयोदकपिष्रसमवाय इबोद्रि- 
तानां प्रसरो भ्रति | तेपां गयु्येतिमत्त्वात्‌ प्रसरण- 
दतः सत्यत्वचेतन्ये | स हि रजोभूविष्ठः, रजश्च अब- 
सेक सर्वभावानाम्‌ | यथा-महानुदकसब्बयोडतिवृद्धः 
सेतुमवदार्यापरेणोदकेन व्यामिश्रः सर्वतः प्रधावति | 
एवं दोपाः कदाचिदेकशो दिरा समन्ताः शोणितस- 
हिता वा अनेकधा प्रसरन्ति । तद्चथा--बातः, पित्तम्‌ , 
श्लेय्मा, शोणितम्‌ » वातपित्ते, बातरलेप्माणा; चातशो- 
al रलेष्मशोणिते वावपिचशोणित्ानि, 
वावश्लेघ्मशोणितानि, पित्तरलेष्मशोणिवानि, वातपि- 
Tee, वातपित्तकफरोणितानि; इत्येवं पञ्चदशधा 
Fated | दऽ || 
अब्र यहां से वादादि दोषों के श्रार का वर्णन करते हैं। 
निस तरह किण्च ( सुरावील ), fre ( तण्डुळपिष्ट ) और 
पानी इन्हें परस्पर संयुक्त कर एक रात रखने से इनमे उफान 
Cart) aera द्वोकर पात्र के बाहर निकलने गते हैं उसी 


सञ्चय अधि पानी के आजञाने से वढ कर सेतु ( पाठ या 
चन्ये) को तोडकर दूसरी ओोर स्थित जळाराय के awa 
मिलकर चारों ओर वहने छगता दे एसी तरह वातादि दोप 
भी अधिक सञ्चित और प्रकुपित दो के अपने आद्वयरुपी 
मर्यादाओं का उद्ठंघन कर कभी ate, कमो दो दो तथा 
कभी तीनों मिटकर तथा कभी रक्त को भी साथ लेकर 
विविध प्रकार से शारीर में फेडते हॅ । जसे arg, पित्त, कफ, 
रक्त, FEST में जसे वातपित्त, वातरुफ, पित्तकफ, वातश्ो 
fra, पित्तज्षोणित, कफकोगित, त्रिस्‍्प मे चातपित्तशोणित, 
वातकूफशोणित, पित्तकफशोगित, वातपित्तकफ, वातपित्तक. 
फशोणित इस तरह पन्त्रह प्रकार से फेल्ने हें ॥ २८॥ 
विमर्चाः--किण्च को Yeast छदते हैं जो डि चानस्पतिक 
जीवाणु दै! यह पिष्टमग्र पदार्थ तथा atu में अभिपद् 
(Fermentation) उत्पन्च कर भिन्न २ प्रफारके adi को 
बनाता है। वायुगंतिमत्वात्मसरणदेतु.--पित्त aq कफः पद्यः 
प्रवो भलधात्तव” | वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्ठन्ति Ata 
(शाईघर ) । स्वातल्याश्रित्यमावाच्य सर्वगत्तयात्तवेव च 1 अचिन्त्य- 
iat ढोषाणा नेता रोगतमूहराद ॥ ( सुश्रुत) । विज॒लादाशुकारि- 
त्वादलित्वादन्यकोपनात । सबानन्त्याद् टरोगत्वादोषाणा प्रबळोऽनिल ॥ 
( वाग्भट ) । वातपित्तकफा देढे छर्वल्लोतोऽचु सारिय" । वावुरेव हि 


| THATS, दयोस्लवाप्युदीरण, ॥ ( चरळ )। 


कृल्नेऽद्धैऽघथवे चाऽपि चत्राङ्गे कुपितो भ्रशम्‌ । 
दोपो विकारं नभसि मेघवत्तत्र वर्षति ॥ २६॥ 
नात्यर्थं छुपितश्चापि लीनो मार्गेषु तिष्टति | 
निम्प्रत्यनीकः कालेन देतुमासाच छुप्यति ॥ ३०॥ 
सारे शरीर में, आव बरीर में, जहां भी दोष अधिक 
कुपित होता दै वहाँ ही विकार उत्पन्न करता दे जैसे भाकाश 
में जहाँ भी वादळ होता है वहीं दृष्टि करता है। यदि दोप 
अविक कुपित नहीं होते द तो वे शरीर के Ava आदि 
मार्गो में छिप कर स्थित हो जाते दें तथा उन दोषा की 
चिकित्सा न करने पर काळान्तर मे स्ववृत्ति देतु को प्राप्त कर 
कुषित हो जाते हैं | २९-३० ॥ 
विमर्शः--तल्स्थाश्न त्रिळम्देरन्‌ भूयो tandi । ते 
काछादिवल लब्ध्वा दृष्यस्त्यन्चाश्येष्वपि ॥ ( वाग्भट ) यदा ह्येते 
an निदानादिविशेषा' परस्पर नाझुवष्नन्ति, अथा कालप्रकर्षाद- 
वळीयासोऽववाऽलुवच्चन्ति न तदा विकाराभिनिर्दीत्तः । चिरादा5- 


मिनिवर्तन्ते तनवो वा मवन्ति) ( चरक 91 


_ तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्‌ प्रतीकारः । 
पित्तस्य च कफस्थानगतस्य कतरत्‌ । कफस्य च बात" 


स्थानगतस्थ वातवत्‌ | एप क्रियाविभाग"॥ ३१॥ 


इनमें यदि कायु पिच के स्यान में पहुचे तो saat पित्त 


के समान चिकित्सा करनी चाहिये । कफ के स्थान में गये 


अध्यायः २१ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


a8 


हुये पित्त की चिकित्सा कफ के समान ही करनी 'चाहिये। 
वायु के स्थान में यये हुये कफ की चिकित्सा वायु के समान 
ही करनी चाहिये । इस प्रकार यह चिकित्सा कार्य का 
विभाग हे ॥ ३१ ॥ 


विमर्शः--चिकित्साविषये त्रय' पन्थान.--तत्रान्यस्थानसस्थेषु 
तदीयामवळेषु च । कुर्याच्चिकित्सा स्वामेव वलेनान्यामिभाविषु । 
स्थानं जयेद्धि पूर्वन्तु स्थानस्थस्याविरुद्धतः। आगन्तुं शमयेद्दोष 
स्थानिनं प्रतिकृत्य वा ॥ ( चाग्मट ) । आमाशयगते वाते कफे 
पकाशयाश्रिते । रूनपूर्वो fir Ga. Aedes च ॥( चरक )I 


एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च वायोर्निमार्गगसनाटो- 
पौ, ओपचोपपरिदाहधूमायनानि पित्तस्य, अरोचकावि- 
पाकाङ्गसादाश्छदिश्चेति श्लेष्मणो लिङ्घानि भवन्ति | 
तत्र तृतीयः क्रियाकालः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार से प्रकुपित और असरित दोपों में विमार्गगमन 
तथा आटोप होना ये वायु Joan हे। ओप, चोप, परिदाह 
और धूयें का सा श्वास या डकार भाना पित्त के लक्षण है। 
अर्चि, भोजन का नहीं पचना, अङ्गां में दर्द और वमन होना 
ये कफ के ल्चण हैं। इस अवस्था सें चिकित्सा करना तीसरा 
क्रिया काल है ॥ ३२॥ 
विमदाः--आटोपो शुडुडाशन्द' प्रोक्तो जउरसम्भव | 
सञ्चय-प्रकोप-प्रसरभेदाः-सञ्चय अवस्था में दोष जमे एत 
के समान, प्रकोपातस्था में गरम घी के समान तथा Taw 
वस्था में अधिक गरम किये घृत के उछुछ कर इधर उधर 
aaa के समान De की दशा होती है। उष्णदुग्ध प्रकोपा- 
वस्था अर्थात्‌ अव्युष्ण होने पर जब दुग्ध उफनता हे उस 
समान दशा को प्रसरावम्था कहते हैं । 
अत ऊर्ध्वं स्थानसंश्रयं वच््यास:--एवं प्रकुपिताः 
तांस्तान्‌ शारीरप्रदेशानागम्य तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ जनय- 
fal ते यदोदरसन्निवेशं gata तदा शुल्मविद्र- 
ध्युद्राग्निसङ्गानाहविसूचिकाऽतिसारप्रश्रतीन्‌ जनय- 
न्ति | वस्तिगता प्रमेहाश्मरीमृत्राघातमूत्रदोप्रश्नतीन्‌ | 
वृपणगता बृद्धी: । मेढ़गता निरुद्धप्रकशोपदंशशकदो- 
€ € 
पप्रश्चुतीच्‌ | शुदगता भगन्दराशाःप्रश्चुतीन्‌ । Rea 
TREAT | Senate क्षुद्ररोगान्‌ 
कुष्ठानि विसपीश्च | मेदोगता अन्थ्यपच्यबुंद्गलगण्डा- 
WMI , अस्थिगता विद्रथ्यचुशयीप्रश्ुतीन्‌ पाद- 
गता श्लीपदवातशोणितवातकण्टकप्रश्रतीन्‌ । सर्वाङ्गः 
गता उ्यरसर्वाङ्गरोगप्रश्रतीन्‌ । तेपामेवमभिनिवि्टानां 
पूर्वरूपप्रादुर्भाव:; तं प्रतिरोगं वध्यास" | तत्र पूवरूप- 
गतेपु चतुर्थः क्रियाकाल ॥ ३३॥ 
अव इसके अनन्तर at के स्थान संधय का वर्णन करते 
हैं। उच प्रकार से भ्रकृपित हुये दोप शरीर के भिन्न भिन्न 
प्रदेश में पहुंच कर fra भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। वे दोप 
जव उद्र में प्रवेश करते हैं तव गुल्म, विद्वि, उद्ररोग, 
पाचकारिन की मन्दुता, पेट का Geet, विसूचिका, अतिसार 


प्रगति विकारों को उत्पन्न करते हैं। वस्ति प्रदेश में प्रविष्ट 
होकर प्रमेह, अश्मरी, सूत्राघात तथा अन्य सूत्र के रोग 
उत्पन्न करते हें । धुपण में प्रवि होकर बृद्विरोग उत्पन्न 
करते है। ae में जाकर निरुद्म्रझश, उपदृश, शूकटोष 
आदि रोग उत्पन्न करते हैं। गुद में अविध होकर भगन्दर, 
अर्श आदि frat को उत्पन्न करते हे: जज ( भक्षकास्थि ) 
के ऊपर नासा, नेत्र, कर्ण, सुज, शिर आादि स्थानों में प्रविष्ट 
होकर उनके रोगों को saa करते हैं । त्वचा, सांस और रक्त 
में मि कर gata, कुष्ट और विसर्प को उत्पन्न करते हैं। 
मेदो धातु में प्रविए होकर ग्रन्थि, अपची, age, यळगण्ड, 
अळजी आदि रोगों को उत्पन्न करते हें। अस्थि में प्रविष्ट 
होकर विद्रधि, भनुशयी आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं। चे 
दोप पावो सें प्रवि होकर श्छीपद, वातरक्त, वातकण्टक 
रस्ति रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा सर्वाङ्ग में फैलकर ज्वर 
तथा सर्वाङ्गो में रोग पेदा करते हैं। इस तरह शारीर के 
fia २ भागों में प्रविष्ट हुये दोषों से रोगों की पूर्वरूपादि 
अवरथा का प्रादुर्भाव होता दे उसको प्रत्येक रोग के प्रारम्भ 
में कहेंगे । पूर्वरूपावस्था में जो चिकित्सा की जाती है वह 
चौथा क्रियाकाळ है ॥ ३३ ॥ 


विमर्शः वृद्धेः सप्त भेदा वातपिश्तफशोणितमेदोमूत्रन्त्र- 
निमित्ता सप्त दृदय'। निरुद्धम्रकश ( (९010051353) में शिशन 
के ऊपर का चर्मदिड छोटा हो जाता हे जिससे सुपारी बाहर 
नही fine सकती दे । अपची या कण्ठमाळा को Serofule 
कहते हैं । श्छीपद को फीलपाँच या]८।९ए००६।०५1$ कहते है । 
वातरक्त को Gout कहते हैं। पू्रूप नाम प्राय॒त्पत्तिलक्षण 
व्याये ( चरक ) । स्थानसअयिण कुद्धा माविध्याविभ्रवोधकम्‌। 
दोषाः कुवन्ति यल्लिद्द Ger तदुच्यते ॥ इसे Prodrome or 
Premonitory symptom कहते है । 

€ घेदेश Ce © ~ 

अत ऊध्व व्याघेदेशनं TAMA --शोफावुदम्रन्थि- 
विद्रधिविसर्पत्रशरृतीनां प्रव्यक्तलक्षणता, ज्वरातिसारप्र- 
श्रृतीनाञ्च | तत्र पञ्चमः क्रियाकाल' ॥ ३४ || 

अव इसके अनन्तर रोग के दुर्शन या उत्पत्ति ( रूप) 
को कहते हैं । शोफ, wae, aha, विद्रधि, विसर्प wale 
तथा उवर अतिसार आदि रोगों के छच्तणों का व्यक्त हो जाना 
ही रोग हे । उस दक्षा में चिकित्सा ` करना पञ्चम क्रियाकाल 
कहलाता है ॥ ३४ ॥ 

विमशः--ल्प sera व्याधिरनेनेति रूपम्‌ । तदेव व्यक्तता 
यात रुपमित्यमिधीयते । सस्थान व्यक्षन लिङ्ग लक्षण चिहमाइझति*॥ 

मेते tat e 

अत RIAA पामवदीर्णानां अगभावमापन्नानां पष्ठः 
क्रियाकालः | ज्वरातिसारप्रश्नतीनाच्य दीर्घकालाजुव- 
न्धः | तत्राप्रतिक्रियमाणेऽसाध्यतासुपयान्ति ॥ ३५॥ 


अव इसके पश्चात्‌ इन शोफादिकों के अवदीर्ण होकर 
ब्रणावस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती हे वह 
छडा क्रियाकाळ है। उवर, अतिसार भादि का भघिक समय 
तक अनुवन्ध वना रहना भी छडा क्रियाकाल है ! यह भेदावस्था 
हे । इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य 
हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ 


च 


६४ 


ुश्रतसंहितां। 


= 


विमश्ची--इस चट्टी मेदावस्था में दोप शोफादिक की 
त्वचा को सेद कर बाहर निकल आते हे मिन्तु जहां ज्वरादिक 
सर्वाइरोगों का इस तरह भेद होना असभव हो जाता है वहां 
दीर्घकाळाचुवन्धी ( Chrome ) हो जाते हें। 
भवन्ति चात्र— 
सञ्चयन्भ प्रकोपञ् प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ | 
व्यक्ति भेदख यो वेत्ति दोषाणां स waters ॥३६॥ 


चातादि दोषो का सञ्चय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसश्रय, 
व्यक्ति भौर भेद को जो जानता है वही यथार्थ वेच होता हे॥ 


सञ्चयेऽपहृता दोपा लभन्ते नोत्तरा गती: | 
ते तृत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तरः ॥ ३७॥ 
सश्चयावस्था में यदि दोषों का विनाश कर दिया जाय 
तो वे उत्तरयति ( प्रकोप, प्रसरादि ) को प्राप्त नहीं होते हैं। 
उत्तरयति प्राप्त होने पर वे उत्तरोत्तर अधिक घळवान हो 
जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
विमर्शाः-नहुदोष में शोधन, मध्यदोप में छट्ठन, पाचन, 
तथा भ्रल्पदोप में संशमन क्रिया की जाती हे । 'तत्र लद्डनम- 
व्यदोषाणा, SEAT ह्यांअमार्तवृद्धया वातातपपरीतमिवाल्पसुदकम- 
रपो दोष, प्रदोषभायते। लद्घनपाचने तु मध्यमवल्दोपाणा, 
वहुदोषाणा पुनदोंपावसेचनमेव कार्य नश्यभिन्न केदारसेतौ पल्वलाप्रसे 
कोऽस्त तद्वद्‌ दोषावसेचनम्‌ | ( चरक )। 
सर्वेर्भावेश्चिमिवाडपि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः | 
संसर्ग afta: me दोप दोपोऽनुधावति ॥ शेम ॥ 
सवे भावों से, तीन भावों से, दो भावों से अथवा एक 


साव से ससर्ग होने पर कुपित हुआ दोप कुद्ध हुये दोष का 
अनुघाचन करता है ॥ ३८॥ 


विमर्शः--'भाषः शब्द्‌ से यहां रूच-शीत-छघु आदि वायु 
के, उप्ण-तीचणादि पित्त के, स्निग्धादिक कफ के भाव ग्रहण 
किये हैं । जो दोष अपने समस्त भावों से कुपित होता है वह 
RAIA या प्रधान तथा जो तीन, दो या एक भाव से 
कुपित होता है वह शनुचन्ध या अप्रधान होता हे । स्वतन्नो 
व्यक्तलिक्गो यथोक्तसमुत्याचप्रशमो भवत्यनुवन्ध्य । तद्विपरीतः 
लक्षणस्त्वनु्न्ध | अचुवन्ध्यल्क्षणसमन्तवित्ास्तन्र यदि दोपा wate 
तत्‌ त्रिक सन्षिपातमाचक्षते, द्वय वा ससर्यम्‌। ॒ 
कृतस्तु बडुविधो दोपमेद. । ( च० वि० अ० ६) | 
संसर्ग यो गरीयान्‌ स्याडुपक्रम्य' स वे भवेत । 
शेपदोपाविरोघेन सन्निपाते तथैव च ॥ ३६॥ 


संसर्यावस्था में जो दोप अधिक उम्र (प्रधान या भन्नु 
वन्ध्य ) हो उसी की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिये किन्तु 
वह चिकित्सा शेष दोषों के विरुद्ध या उन्हें चढ़ाने वाळी नहीं 
होनी चाहिये । यही विधि सञ्चिपात में भी प्रशस्त है ॥ ३७ ॥ 
विमशेः--रेष्दोषाऽविरोपेच-तेन कुपितस्तया जेतव्यो थथा 
तंदिपरांतराहारादिंभ. aaa nea न कुष्यति । ( we )t 
यहां निम्न सत हैं। १-त्रयाणां वा जयेतूरव यो मवेद॒लवत्तम । 
(चरक)। २-वात सव में प्रधान होने से प्रथम चात, फिर पित्त 
भीर Tag कफ को जीते । वातस्यात जयेत्‌ पित्त पित्तस्यातु जये- 


त्कफन्‌ | (चरक)। ३-कुछ भाचार्य प्रथम कफ फिर पित्त शौर 
अन्त में वात की चिकित्सा करना मानते हे । कफस्थानातुपूच्या 
वा सन्निपातज्वर नयेत. (चरक)1 सल्निपातज्वरे पूर्व कुर्यादामकफा- 
पद्म area लेप्मणि सक्तीणे शगयेत्पित्तमारती ॥ (चक्रदत्त)। इले- 
ध्यनिय्हमेवादी कुर्याद्‌ व्याधी विदोपजे। (बून्दमाधव)। ४=अअराति- 
सारयो स॒श्रुतमतम-निर्दरेत पित्तमेवादौ ज्यरेषु समवायिपु । दुनि- 
वारतर॑ तद्धि ब्वरात्तेपु विशेषत'॥ समवाये ठु दोपाणा पूर्व पित्तमुपाचः 

शेत। अपरे चैवातिसारे च सवंत्रान्यत्र मारतम्‌॥ अन्याचार्या प्रथम 
कफ, तत पित्त, तदन्ते वायु जयन्ति । अष्टाइ्नसम्दे सर्वक्रमवर्णनम्‌- 
चय एव जयेद्दोष कुपित त्वविरोधयन्‌। सवेकोपे वटीयास शेपदो- 
पाविरोधत. ॥ क्रमान्मरुत्पित्तकफान्‌ सर्वत्र सद्दो वले। वातादीना 
यथापूर्व यत" स्वाभाविक वलम्‌ ॥ स्थानत, केचिदिच्छन्ति प्राक्‌ 
तावच्छलेष्मणो वधम्‌। तरमादादौ कफो धात्य काबद्वारार्गछो 
हि स ॥ जयेज्ञ्यरेऽतिसारे च क्रमाद्‌ पिश्तकफानिलान्‌ । प्रायेण 
तापात्मतया sat तेजो विशिष्यते ॥ विशाश्च सरणं पित्तात्तषा च 
मृदुकोएठता | तस्य चानुबलः श्लेष्मा गीरवाऽपक्तिजाव्यक्त्‌ ॥ वायुः 
श्व वर्धेतेऽवश्य यावस्त्वइस्स तयोः घाये। उ्त्ररातितारयोस्तस्मादेष 
दोषजये क्रम, ॥ कफपित्तानिरानन्ये क्रमादाइस्तयोरपि । यस्मादा 

माशयोसलेशाद्‌ yas ततसशुद्भवः ॥ विशाय adhe स्वे स्वै- 
दोषोद्रेक यथावळम्‌ । भेपज water त्री कुर्यान्नतु क्रामम्‌। 
प्रयोग gate योऽन्यमन्यसुदीरयेत्‌। ना5सी विशुद्ध श॒द्धस्तु 
MAA न कोपयेत्‌ ॥ 


वृणोति यस्माद्‌ रूढेऽपि न्रणवस्तु न नश्यति | 
आदेहघारणात्तस्मादू HT इत्युच्यते TA: ॥ ४० ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ्रणप्रशनीयो नाम 
एकर्विशतितमोऽध्याय ॥ १६॥ 


RA 


Y जिस स्थान पर घाव gett हो वहां आच्छादन करने से 
ao कहते हैं। घाव के भर जाने पर भी देह धारण (जन्म) 
पर्यन्त जो aet पर घणवस्तु ( चिह्न ) बन जाता है, वह नष्ट 
नहीं होता हे अतएव भी उसे घण कहते हैं ॥ ४० ॥ 

विमझः--त्रणपरिमाषा-प्रणगाधविचूणंने, श्रणयतीति ao । 
आघात से स्थानिक शोथ होकर उसके पकने पर अपने आप 
फूट जाता है या we द्वारा त्वचा में चीरा देते हैं। इस 
तरह वने घाव को जण ( 010० ) कहते हें । नणवस्तु--प्रण 
होने के स्थान-त्वक्माससिरास्नाव्वस्थिमन्धिकोष्ठमर्मा गीत्यष्टी aur. 
वस्तूनि । इसके सिचाय प्रणवस्तु को anf ( Cicatrix or 
sear ) भी कहते हैं। त्वचा के नष्ट सेलों में जो ब्रणचस्तु बनती 
है वह अन्य सेळों से बनती है अतः घाव का स्थान शणसूत्न- 
afira ( Fibrous ) घातु से आच्छादित होकर कड़ा वनता 
है। इसमें रक्तवाहिनियां, रसायनियां, घातसून्राम, रोमकूप, 
स्वेदअन्थियां, तेळग्रन्थियां नहीं होती हैं। यदि अणौ को 
परस्पर ठीक मिछा दिया जाय तो यह सौन्रिक घातु कम 
वनती दै जिससे त्वचा अदप विकृत होती है । 


इत्यायु्ेदृतस्वसंदीपिकाभाषायां घ्रणप्रश्नीयो 
नामेकचिशोऽध्यायः ॥ २१ 0 


eA 


अध्यायः २२ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


५ 


ठ्वाविदातित मोऽध्यायः | 
अथातो ब्रणाखावविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 11 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥ २॥ 

अव इसके अनन्तर वणात्रावविशानीय अध्याय का वर्णन 
किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 

त्वङ्मांससिरासनाय्बस्थिसन्धिको्मर्माणीत्यष्टौ 
त्रणवस्तूनि | अत्र सवत्रणसन्निवेशः ॥ ३ ॥ 

त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोष्ठ ओर मर्म 
ये आठ त्रणवस्तुए हे । इन्हीं में सर्वप्रकार के घर्णो का सन्निवेश 
या स्थिति होती है ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--कोष्ठ '-स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च। 
हृदुण्डक* फुफ्फुसो च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ 

तत्रः आद्यैकवस्तुसञ्चिवेशी त्वगृभेदी ब्रणः सुप- 
चरः | शेषाः स्त्रयसवदीर्यमाणा दुरुपचाराः ॥ ४॥ 

उक्त त्वडूमांसादि में से आदि की एक वस्तु ( त्वचा ) में 
उत्पन्न होने बाळे तथा केवळ उवचा को ही भेदन करने वाले 
त्रण की ठीक तरह से चिकित्सा की जा सकती है तथा मांस- 
सिरादि में उत्पन्न होने वाले स्वयं ही पक कर फूटने वाले बण 
दुः्साष्य होते हैं ॥ ४ ॥ 


तत्रायतश्चतुरस्रो व्ृत्तस्मिपुटक इति ब्रणाक्ृतिस- 


मासः, शेषास्तु विकृताकृतयो दुरुपक्रमा भवन्ति ॥ ५। 


इनमें से दीर्घ, चतुष्कोण, गोळ और त्रिकोण ये संक्षेप से 
चार नण की आक्ृतियां होती हैं। इनके अतिरिक्त विकृत 
आकृति वाले त्रण दु साध्य होते हैं ॥५॥ 

सब एव ब्रणाः क्षिप्रं संरोहन्त्यात्मवतां सुभिषग्भि- 
HPA; अनात्मवतामज्ञेश्रोपक्रान्ताः प्रदुष्यन्ति, 
प्रवृद्धत्वाच दोषाणाम्‌ ॥ ६॥ 

जो मनुष्य पथ्यकारी आहार-विहार करते हैं तथा सुशि 
fra और अनुभवी वेदयों के द्वारा चिकित्सा कराते हैं उनके 
सर्च प्रकार के भण शीघ्र ही रोपित हो ( भर ) जाते हैं. किन्तु 
आहार-विहार में कुपथ्य करने वाळे तथा अशिक्षित और 
अनुभवहीन नीमहकीमी चिकित्सा कराने वाळे मनुष्यों के 
त्रण दोषों की बृद्धि हो जाने से दूषित या दुश्चिकितस्य 
होते हैं ॥ ६॥ 

विमर्शः प्रायः an में सफाई का ध्यान रखने से तथा 
जन्तुनाशक घोलों से aaa न करने से an दूषित 
(Septic) हो जाते हैं जिससे वे शीघ्र नहीं भरते हैं। 

तत्रातिसंबुतोऽतिविज्तोऽतिकठिनोऽतिसृढुरुत्सन्नो- 

ऽवसन्नोऽतिशीतोऽत्युष्णः कुष्णरक्तपीतशुक्लादीचां बर्णा- 
नामन्यतमवणों भैरवः पूतिपूयमांससिरासनायुप्रश्तिभिः 
पूणः पूतिपूया्राव्युन्माग्युत्सङ्गःयमनोज्ञदशेनगन्धो- 
ऽत्यर्थं चेद्नावान्‌ दाहपाकरागकए्डूशोफपिडकोपद्रु- 
तोऽत्यर्थ दुष्टशोणितास्नावी दीघेकालाबुबन्धी चेति दुष्ट- 


त्रणलिङ्कानि | तस्य दोषोच्छायेण seed विभज्य यथा- 
स्व॑ प्रतीकारे प्रयतेत ॥ ७॥ 


अधिक छोटे सुखवाला, अधिक चोडे सुखवाळा, अति 
कठिन, अति सदु, उन्नत (उठा हुआ) aia, हीनमांस, अधिक 
उण्डा, अधिक गरम, काला, लाळ, पीला और श्वेत रंगों 
में से किसी एक रंग वाळा, देखने में भयानक, दुर्गन्धित पूय, 
मांस, सिरा, eng आदि से युक्त, दुर्गन्थित पूय के स्राव से 
युक्त, उन्मार्गी (aga ), ऊँचा उठा हुआ, देखने में और 
और गन्ध में विकृत, अधिक पीड़ायुक्त, दाह, पाक, लालिमा, 
खुजली, झोथ और पिड़काओं से sega, अत्यन्त दूपित रक्त 
केखावसे युक्त तथा अधिक समय से भनुवन्धित (विद्यमान) 
ये quan के छत्तण हैं। दोषों की अधिकता के अनुसार उस 
an के ६ विभाग कर यथादोष चिकित्सा करने में यत्नशीळ 
होना चाहिये to ॥ 

विमर्शः -पट्त्वम्‌-वातपित्तफरक्तसन्निपातागन्तुमेदत' | 


अत Bey सर्वस्रावान्‌ वद्यांमः-तत्र घृष्टासु छिन्नासु 
वा ag स्फोटेषु भिन्नेषु विदारितेषु वा सलिलप्रकाशो 
भवत्या्रावः feat: पीतावभासश्च | मांसगतः 
सपिःप्रकाशाः सान्द्रः श्वेतः पिच्छिलश्च । सिरागतः 
सयश्छिन्नासु सिरासु रक्तातिभ्रशृत्तिः, पकासु च तोय- 
नाडीभिरिव तोयागमन पूयस्य, आख्नावश्चात्र ततुर्षि- 
च्छिन्नः पिच्छिलोऽवलम्बी श्यावोऽवश्यायप्रतिमञ्च | 
खायुगतः fara घनः सिंघाणकप्रतिसः aca | 
अस्थिगतोऽस्थन्यभिहृते स्फुटिते भिन्ने दोषाचदारिते 
चा दोषभक्तितत्वादस्थि निःसारं शुक्तिधोतमिवाभाति | 
आस्जावश्चात्र मजमिश्रः सरुधिरः स्निग्धश्च | सन्धि- 
गतः पीड्यमानो न प्रवत्तेते, 'आकुव्वनप्रसारणोज्नमन- 
विनमनप्रधात्रनोत्कासनप्रआहणेश्च aft । आस्रावः 
ara पिच्छिलोऽवलम्बी सफेनपूयरघिरोन्मथितश्च | 
कोष्ठतोऽसङमूत्रपुरीषपूयोद्‌कानि Tae | मर्मगतस्त्व- 
गादिष्ववरुद्धत्वान्नोच्यते । ८ ॥ 

“ea इसके अनन्तर सर्व प्रकार के जावो का वर्णन करते 
हैं। त्वचा के fee जाने या fee जाने पर तथा फोदो के स्वयं 
फुट जाने या विदारित करने पर जळ के समान खाव निकलता 
है जो कि कुछ दुर्गन्घयुक्त तथा पीछा होता है । मासस्थित बण 
का खाव ga के समान गाढा, श्वेत और चिपचिपा होता है । 
सिरास्थित घण की यदि तत्काळ सिरा कटी हो तो उसमे a 
रक्त का अधिक aia होता है। पाक हो जाने पर जळ की 
नालियों से जळ निकलने के समान an से पूय का aan 
होता है। इस तरह का खाव पतला, खण्डित, SAT, गाढा, 
काळा तथा ओस के समान होता है । स्नायुगत AT का खाव 
चिकना, गाढा, नासा से विकळने वाले पीत श्लेप्मा के समान 
तथा रक्तयुक्त होता है । अस्ि के टूटने, फूटने, मिन होने तथा 
दोषों से विदीर्ण होने पर अस्थि में ्रग हो जाता है तथा दोषों 
( जीवाणुओं ) द्वारा अस्थि के भत्तित होने पर अस्थि निःसार 
( हरक्री) तथा घोई हुई सीप के समान हो जाती है तथा 


६5 


garden | 


OOO COU OU OOD DOP DPD LD LODO खखििि्यि 
ented PPP POLL LDL LA eta dle ald PLY 
PLL LLL OL L OL OLS: POPLL LL LL 
PPPL LLLP PLP LOD LOL 


उसमें से मज्जायक्त, Rea तथा रक्त सहित चाव निकळचा 
डे । सन्ति में स्थित जरण छोने पर सन्धि को दबाने पर भी साव 
नहीं निकटा दे डिन्तु afta को या अङ्कको इछन ( सिकरो- 
डने ), प्रसारण करने से Sat उठाने वा नीचा दबाने से एव 
dak से, जोर से खासने से और प्रवाहण (aia) करने 
से esr दे तथा वह त्राव चिपचिपा चासनी के समान 
तार टपळाते चाळा एव फेन, मवाद तया र्क से मथित जेसा 
होना ढे । हग के कोट में दिएत डोने पर उसमें से रक, सूत्र, 
पकने (नवित CH) 1 नगेन मे 
क्राप के टोने पर उनका समावेश व्वयादि के वर्गा के अन्तर्गत 
हो बाने से gas छनग नहीं Se जाते दें ॥ ८॥ 
तत्र लगादिगतानामाख्नावागां यथाक्रमं पारुध्य- 
श्यावाबश्यायद्धिमन्तुक्षारोदकमांसवावनपुलाकोदक- 
सन्निमत्गनि मारुताद भवन्ति | पित्ताद्रेमेदरगोमूत्र- 
अस्मशद्वकपायोटकमाव्वीकनेलसन्निभत्वानि । पित्त- 
उदू रकादतिचिन्रत्वद् | कफान्नवनीनक्ासीसमञ्ञवि- 
टरतिलनारिकेलोदकत्रगहवलासन्निमत्वानि | सन्निपा- 
तान्नारिकेलोदकैर्वारकरसकाख्िकप्रसादासकोदकग्रिय- 
कूफजयक्रन्मुद्गवूपसवणेत्वानीति ॥ ९॥ 
अब न्वचा, साँस, मिरा, म्नायु आदि जो ans उत्पन्न 
होने % आठ स्थान कदे % उनमें होने वाळे आन्रावों 
(Discharges) के वाव, पिचादि दोपानुसार यथाकम से 
wan fear दैं-जेसे वायु के कारण त्वचागच बग खराव पय, 
माँसगत घण न्याव काळा, म्नायुगत बग खाव दही के पानी 
के समान, सिरागन चग स्च, Tat के ama, अस्थिगत 
बग खाव पारोदक के समान, सन्धियत तग खाव माँखघाचन 
ङ समान तथा ळोटगव AN Ala पुछाकोढक के समान दोता 
छे 1 पित्त के कारण कमण” व्वयादि स्थानों के ant का खाव 
गोमेद, TA, या, भस्म, कपायोदक, माध्वीक और तळ 
के समान द्वोने हैँ । रच के कारण त्वयादि स्थाना के खाव वित्त 
के समान ही दते दे किन्तु उन खायो में आममांस की तरद 
gira अपिक होती है । ऋण ॐ करण स्वगाठिस्थानों के साच 
सउ पन, ऊासीस, मज्जा, पिष्टी, तिळ, नात्यिछ के जछ के 
सदश तथा शूकर फ्री चरवी के समान क्रमशः होने हैं। 
afere के ern खगाडि स्थाना के नाव नारियछ के पानी, 
SEG ऊ जळ, कांची का भ्व पानी, आकोदक, faz 
फळ, यच, सूग के यूथ के समान दने हैं ॥ ९ ॥ क 
खोकी चात्र भवतः-- 
पक्ाशयादसाध्यन्तु पुलाकोदकसन्रिम: | 
चञारोदकनिभः खायो वर्ज्या रक्ताशयात्‌ ATT ॥१०] 
छामादायान्‌ कलायाम्भानिभञ्न feats: | 
WME परीच्चादो तुनः कर्माचरेड भिषक 112 94} 
पक्षाश्रय से घुछाकोदळ के समान निने वाळा खाव 
असाध्य तथा EIT से छारादक के समान Peck वाटा 
सराव वर्जित है। इसी तरह आमाशय और fra से 
मदर के यूथ के समान खाच अम्पष्य होता दे इसडिये प्रथम 
इन चावी की परीक्षा करके पश्चात्‌ Pale करनी चाहिये ॥ 


अत SLA सबत्रगवेदना चन्यामः--तोदनभेदन- 
ताइनच्छेदना यमन मन्थनविच्ञेषणचुंचुमायननिद्हनाव- 
भख्जनम्फोटनविदारणोत्पाटनकम्पनविविवशुलविगलेष- 
णविक्रिरणपू रणम्वम्भनस्वप्नाङुव्वनाङुशिकाः सम्भ- 
बन्ति । अनिमित्तविविधवेदनाप्राहुर्भावों वा मुहुमुंह- 
यत्रागच्छन्ति वेदनाविशेषाम्त वातिकमिति विद्यात्‌। 
ओपचोपपरिंदाहथुमायनानि यत्र गात्रमङ्गारावकीरणः 
मित्र पच्यते यत्र चोष्साभित्रृद्धिः चते क्षारावसिक्तवत्र 
वेदनाविशेषान्त पेत्तिकमिति विद्यान्‌ । पिच्बद्रक्तसमुत्य॑ 
जानीयानू | REI सुमत्वसुपदेह्ोीडल्पवेदनत्तं 
ara: शत्यत्र यत्र तं श्‍लेष्मिकमिति विद्याच्‌ | थत्र 
सर्वासां वेदनानायुत्पत्तिस्तं सान्निपातिक्रमिति विद्यात्‌ ॥ 

aa इसके अनन्तर सर्व प्रकार के ant की वेदना का 
ana करते हैं । जहां तोदन ( घई चुभोने के समान ), भेदन 
( विदारण ), ताढन ( डण्डे से आघात), छेदन, ( काटने के 
समान ), थमन ( खींचने के समान), an के भीतर 
मथने के समान, Baan ( फेंकने के समान ), चुमचुभायन, 
नळाने के ama, अवभ्नश्नन (वायु खे टूटने के समान ), 
फूटने की सी, नखादि खे विदारण (फाडूने) की सी, 
SUSA को खी, करपन सी, पीड़ा तथा अनेक प्रकार के गूळ, 
विश्लेप ( अळग २ करने सी), चारों ओर विकिरण ( फेंकने 
की ) सी, पूरण, सुतम्मन, त्वचा की Taal, अङ्गां में अकड़ाव, 
अङ्कुघावाव की सी पीदा हो तथा अक्रारण ही अनेक प्रकार 
की वेदनाओं का प्रादुर्भाव होना, चथा बार वार कई प्रकार की 
चेढना Raa की रतीति होना आदि can हों तो वानिक त्रण 
जानना चाहिये | जहाँ पर ओप, चोप, परिदाह और घरण खे 
घूम frees की सी घतीतिद्वा ठया जरीर aati से ब्याप्त दोकर 
जळता सा विदित हो एवं शारीर था घणस्थान की गरमी बढ़ 
जाय तथा चग पर चारावसेचन की तरद पीड़ा दोची चो उमे 
पुत्तिक बण जानना चाहिये ! विच के समान ही रक्त दुष्टि से 
उत्पन्न ब्रण के wy जानने चाहिये। cet पर खुजली, 
भारीपन, Be, दारीर fea खा रहना, पीडा की न्यूनता, 
म्वव्चता और शीतलचा आदि wen हो उसे कफ दूषित त्रण 
समझना चाहिये । जद्दां पर तीनों दोषों में कदी हुई सर्च 
प्रकार की पीड़ाओं की उत्पत्ति हो उसे माक्निपातिक त्रण जानना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 

विमर्श :--दूपिकतास्तरूपन-ब्वेतो सब त्मा 5 निस्थूल्वर्त्मा5- 
तिषिशर्‌, | नोळ व्यावोडविपिटको ce: इृष्णोऽनियूतिक ॥ रोष्य- 
छन्मीसुखश्चेति प्रदष्ठा दाचा जणा ॥ ANAL. —~edistaz- 
पूयावरद्दारिडा$नणणिकषरा”! ळपाडनीऱ्टरितस्निगरूनमिवासिना-!॥ 
FASE —P MSS Zsa मर्मेस्थितो न च। सरती 
ara ari सविप्री विषमस्थित. ॥ उत्सह्रयुत्सन्न ण्पा्च वणान 
Prafgrty at दति चानात्वम्देच निरक्ता विळतिनंगा* । ane 
गर्त--सपिस्ते ट्वसाधूयरक्त्याव्रास्डपूतिका । बयाना जघगन्वदैरषटी 
गन्धा, sae । वातनादिबगउक्षगन्‌-स्चब्य कठिनमत्प्चाँ 
मन्दक्वातोटनित्रीनन्ळू । युजते sehr व्यावो दृथ्यो मारवस्न्मव, ॥ 
तृष्यानोदज्वरखेददाददुष्बवदा रण 1 व्र fraza विधाद गन्धैः 


अध्यायः २३ ] 


oraz पूतिक ॥ वहुपिच्छो ge स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदन | 
पाण्डुवर्णोऽल्पसंक्लेदञ्चिरकारी कफत्रण'॥ साध्यासाध्यज्ञानम्‌- 
त्वदमासजः सुखे देशे तरुणस्याचुपद्रव | धीमतोऽसिनवः काले सुख- 
साध्य. at जण. ॥ युणैरन्यतमैददीनस्तत छच्छो AM: स्तृतः। 
सवेविहीनो विशेयस्त्वसाध्यो निरुपद्रवः ॥ ( च० चि० अ० २५) 

अत SST ब्रणवर्णान्‌ वक््यामः-भस्मकपोतास्थिवणेः 
परुपोऽरुणः कृष्ण इति मारतजस्य। नीलः पीतो हरितः 
श्यावः कृष्णो रक्तः कपिलः पिङ्गल इति रक्तपित्तसमु- 
त्थयोः। श्वेतः Rawr: पाण्डुरिति शलेष्मजस्य | aa 
बर्णेपिंतः सान्निपातिक इति ॥ १३॥ 

अव इसके अनन्तर aT के कर्मा कां वर्णन करते हें । 
वायु के द्वारा दूषित चण भस्म, कपोत और अस्थि के समान 
होता है तथा स्प में कठोर, कुछ छाल और काळा होदा है । 
रक्त और पित्त फे द्वारा दूषित त्रण नीळा, पीछा, हरा, आस्मानी, 
काला, SS, कपिल और fies वर्ण का होता है। कफ के 
दवारा दूषित त्रण सफेद, चिकना और पाण्डु वर्ण का होता है। 
सन्निपात से दूषित ब्रण उक्त सर्व प्रकार के वर्णौ से युक्त 
होता है ॥ १३॥ 

भवति चात्र 

न केवलं ब्रणेषृक्तो वेदनावणेसख्महः | 

सवंशोफविकारेषु ्णवज्ञच्तयेद्भिषक्‌ | १४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ब्रणस्रावविज्ञानीयो नाम 

द्वाविशतितमोऽध्यायः | 


oe NII 


उक्त प्रकार से चातादिजन्य वेदना और चर्ण का जो संग्रह 
feat गया दै चह केवळ aor का ही नहीं है किन्तु बण की 
तरह वातादिकि सर्च प्रकार के शोफों में भी समझना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
इत्यायुवेद्तच्वसन्दी पिका भाषायां सूत्रस्थाने नणखावविज्ञानीयो 
नाम द्वार्विशतितसो serra: ॥ २२ ॥ 


yes 


अयोविशातितमाऽध्यायृः | 
अथातः कृत्याक्कत्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २॥ 
अच यहां से इत्याङत्यविधि नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 
दिमर्दः-इत्याश्रिकित्सारूपक्रियार्हाः साध्या’, तद्विपयंयेणा- 
कृत्या असाध्या. । साश्योऽसाघ्य इति व्याधिद्विया तौ त Tater । 
सुस्ताध्यः इच्छरसाध्यश्च याप्योऽन्यश्चाचुपक्रम' ॥ 
तत्र, वयःस्थानां eerat प्राणवतां सत्त्ववताञ्च 
सुचिकित्स्या som: | एकस्मिन्‌ वा get यन्नेतदूरुणच 
तुष्टयं तस्य सुखसाधनीयतमाः | तत्र वयःस्थानां प्रत्य- 
ग्रघातुत्वादाशुत्रणा रोहन्ति । दृढानां स्थिरबहुमांस- 


१३ सु ० 


, ५७ 


NNN NM ILIA SS NS OL ली लक कट PIP PPE IID PD PDP DIR ADR RAE 


त्वाच्छख्मवचारयेमाणं सिराज्वाय्वादिविशेषान्न प्राप्नो- 
ति। प्राणवतां वेदनाभिघाताहारयन्त्रणादिभिने ग्लानि- 
रुत्पच्य ते । सत्त्ववतां दारुणेरपि क्रियाविशेषैर्न व्यथा 
भवति | तस्मादेतेपां सुखसाधनीयतमाः ॥ ३॥ 


इनमें युवा, दृढ़ शरीर वाळे, प्राण ( जीवनीय शक्ति ) 
चाळे, मनः सम्पत्‌ वाले या सात्विक पुरुषों हे aor सुचिकित्स्य 
होते हैं। जहां पर एक ही मनुष्य में उक्त चारों गुण विद्यमान 
हों उनके नण अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं क्योकि युवा पुरुषों के 
शरीर की घातुएँ नवीन होने से वर्धनशक्ति सम्पन्न होती हैं 
अतएव उनके घण शीघ्र ही भर जाते हैं! दृढ़ पुरुषों के स्थिर 
और अधिक मांस होने से उनमें प्रयुक्त अख सिरा, [स्नायु 
आदि गम्भीर घातुभो तक नहीं पहुंचता है। प्राणशक्ति वाळे 
age वेदना, आघात तथा आहारनियन्त्रण आदि से ग्लानि 
को प्राप्त नहीं होते हैं। सत्त्ववान्‌ पुरुषी को भयङ्कर शखादि- 
क्रियाओं से भी पीड़ा नहीं होती है इसलिये इन मनुष्यों के 
aN अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं ॥ ३ ॥ 

विमर्शः-धत्तवान्‌ू सहते सर्वं संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
( सुधरत ) । ति निजागन्तुनिमित्तास मदतीष्वपि पीडास्वव्यथा 
दृश्यन्ते TMNT ( चरक ) । 
त एव विपरीतगुणा बुद्ध कुशाल्पप्राणभीरुषु द्रष्टव्याः ॥४॥। 


उपर्युक्त मकार के वे ही बण वृद्ध, sa, अदपप्राणश्क्ति 
और डरपोक मनुष्यों में कष्टसाध्य होते हैं ॥ ४॥ 
स्फिकपायुप्रजननललाटगएडौएपृएकणेफलकोषो- 
द्रजन्रुमुखाभ्यन्तरसंस्थाः सुखरोपणीया ब्रणः ॥ ५ ॥ 
नितम्व प्रदेश, गुदा, इन्द्रिय, ललाट, कपोळ, ओए, एष, 
कणे, अण्डकोष, उद्र, भन्तकारिथ के आसपास तथा सुख के 
भीतर स्थित बण सुखपूर्वक भर जानेवाले होते हैं ॥ ५॥ 
अचक्तिदन्तनासापान्गश्रोत्रनाभिजठरसेवनीनितम्घ- 
पार्श्वकुत्तिवत्तःकत्तास्तनसन्धिभागगताः सफेनपूयर'क्ता- 
निलबाद्दिनोऽन्तः शल्याश्र दुश्चिकित्स्याः | अधोभागा- 
श्ोद्ध्वेभागनिवाहिणो, रोमान्तोपनखमर्मजङघाऽस्थि- 
संश्रिताश्च | भगन्द्रमपि चान्तरमुखं सेवनीकुटकास्थिः 
संश्रितम्‌ ॥ §।) 
नेत्र, दांत, नासा, AIT अदेश, कान, नाभि, उद्र, 
सेवनी, नितम्व, पारव, ef, वक्षस्थळ, sande, स्तन 
और सन्धियों में स्थित घण तथा जिन से Gage, पूय रक्त 
और वायु निकलती हो तथा जिनके भीतर कोई शक्य रह 
गया हो ऐसे त्रण दुश्चिकित्त्य होते हैं। तथा जिसकी नाडी 
नीचे की ओर और मुख ऊपर की ओर हो एवं सीमन्त, नख 
के पास के स्थान, मर्म ओर जद्घास्थि में स्थित घण भी 
दुञ्चिकित्स्य होते हैं। सेवनी के समीप तथा कुटकास्थि 
( कङ्न्द्रास्थि ) से सञ्रित भीतरी सुखवाळा भगन्दर रोग 
भी दुश्चिकित्त्य होता है ॥ ६॥ 
चिमर्ई.--रोमान्तास्त्वत्त farfe विभक्ता मर्मच परिगण्या' 
qa समन्ता एव, न छु केशान्तो देशन्तस्य मर्मांदिविरद्दितत्वेन 
तत्तभितानां दुःसाध्यत्वं प्रति ्॒रत्यमावाद ( दवाराणचन्द्रः )1 


ध्द 


I 


कुष्टिनां विषजुष्टानां शोपिणां मधुमेहिनाम्‌ | 
रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येपां चापि त्रणे त्रगा:॥७॥ 
कुष्ठ से पीदित, विपां से व्या, शोप रोगी और मधुमेह 
रोग वाळे मनुष्यों के घण कच्ता से सिद्ध होते हैं तथा जिनके 
त्रण में ही घण उत्पन्न होते हैं चे भी कच्टसाध्य होते हैं ॥ ७॥ 
 चिमर्शः-कृष्ट में कुष्ठ के( 2०७5 1577) जीवाणु त्वचा, 
माँस, रक अर छलीका का तथा विप शरीर की स्थानिक 
त्रण की घातु्ओं का नाश करने से, शोप में रक्त मांसादि धातु 
के पूर्ण न बनने से तथा मधुमेह में ओज (Sugar) फा नाश 
होते रहने से चण शीघ्र नहीं भरते हैं अतः घ्रणोपचार के 
साथ २ उन उन रोगों की चिकित्सा सी करते रहना अत्या' 
घश्यक है | fats ( 8779115 ) की gua चिकित्सा करने से 
उसके चण शीघ्र भरते हैं । 


अवपाटिकानिरुदप्रकशसन्निरुद्गुदजठरमन्थिच्त- 
तक्रिमयः प्रतिश्यायजाःकोएजाश्च स्वग्दोपिणा प्रमेहिणां 
वा ये परिक्षतेपु दृश्यन्ते शकरा सिकतामेद्दी चात- 
कुए्डलिकाऽछीला दन्तशकरोपकुशः करठशालूक 
निष्कोपणदूपिताऱ्य दन्तवेष्टा विसर्पास्थिक्षतोरःक्षत- 
प्रणप्रन्थिप्रशुतयश्व याप्या: || ८॥ 
wana, निरुद्वप्रकरा, सजिस्दगुद, जरुर के 
gkasa, कृमि, प्रतिश्याय, कोएगत कुमि, स्वग्नोग तथा 
प्रमे से युक्त रोगियों के घणगत कृति, शकरामेह, सिऊतामेइ, 
वातकुण्डळिका, अष्टीला, SATA, TRA, कण्ठणाळूऊ, 
दांतों को कुचरने से दूषित दन्तमांस, fad से उत्पन्न 
अस्थिशत, sede भोर ana weft से saat an 
याप्य होते हैँ ॥ ८ ॥ 
साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चासाष्यतां तथा | 
घ्नन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावताम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य अपने रोग या त्रण की चिकित्सा नद्दी करते हैं 
उनके साध्य घण याप्य हो जाते हैं, याप्य त्रण असाध्य हो 
जाते हैं तथा असाध्य त्रण उस रोगी के प्राणों का नाश कर 
देते हैं ॥ ५ ॥ 
विमर्दः- एम्यस्तु यह देतुम्यः किज्चित्साध्ये न सिद्वयति। 
ब्रप्योपकरणामावादीरात्म्याद्रधदोपत ॥ अकम॑तश्च साध्यत्व कश्चि- 
द्रोयोऽतिवर्तते । सन्ति ह्येवविधा रोगा* साध्या दारुणसम्मता. ॥ ये 
इन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ( चरक )। 


यापनीयं विजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यम्‌ | 
क्रियायां तु निद्गत्तायां सद्य एव विनश्यति ॥ १०॥ 
आप्ता क्रिया घारयति याप्यन्याधितमालुरम्‌ | 
ग्रपतिष्यद्वागारं विष्कम्भः साधुयोजितः ॥ ११॥ 


उचित क्रिया ( चिकित्सा ) जिस रोगी को उस रोग से 
अधिक पीडित न होने देती हो तथा धारित किये रदे किन्तु 
उस चिकित्सा के छोड़ देने पर रोगी शीघ्र मर जाता हो उस 
रोग को याप जानो । जिस प्रकार ठीक रूप से छगाया हुआ 
खगमा गिरते हुये मकान को रोक देता दै उसी मकार प्रारर्म 


की हुई उचित चिकित्सा याप्य रोग से पीढ़ित रोगो को 
जिळाये ( घारण किये ) रखती दे ॥ १०-११ ॥ 

विमश/--कुछ आयु के शेष रहने पर तथा जिसे कर्मफछ 
भोगना हो उसे याप्य रोग होता दै । शेपत्याटायुयो याप्यमसाध्य 
पथ्यसेवया । लब्यारपसु्यमस्येन देतुना55शु प्रवतत कन ॥ याति 
नाशेपता रोग. कर्मजो नियनायुष । प्रपतक्षिव विष्कम्मधांयेतेः- 
राहुर fra. ॥ ( अ० To ) | 


अत उद्ध्बेमसाध्यान' वच्यामः-मांसपिएडबदु- 
gar: प्रसेकिनो$न्तःपूयवेदनावन्तो5श्वापानवदुदूवत्ती 
छाः । केचित्‌ कठिना गोश्शरङ्गतदुन्नतमदुमांसश्ररोद्याः | 
अपरे दुष्टरुधिरास्राविणस्तनुशीतपिल्छिलासाविणो वा 
मध्योन्नताः | केचिटवसन्नशुपिरपयन्ताः शाणतृलयत्त 
ख्ायुजालवन्तो Tenet: | वसामेदोमजमग्तुलुद्न र 
विणश्च दोपसमुत्था: । पीतासितमृत्रपुरीपवातवाहिनग्र 
aaa | त एयोसयतोभागत्रगमुखेपु पूयरक्तनिर्वा- 
हिणः। क्ीणमांसानाव््व सर्वतोगतयश्चाणुमुखा मांसघुद्‌- 
बुदवन्तः सशव्दवातवाहिनशच शिरःकण्ठस्थाः | ची- 
णमांसानाच्च पूयरक्तनिर्वाहि णोऽरोचकाविपाककासश्ा- 
सोपद्रवयुक्ताः | भिन्ने वा शिरःकपाले यत्र मस्तुलुङ्ग- 
दशनं त्रिदोपलिङ्ग प्रादुर्भावः कासश्वासौ वा यस्येति ॥१२॥ 


Jaa इसके अनन्तर अत्ताध्य aot का चर्णन किया जाता 
है। मांस के पिण्ड के समान ऊँचे उठे हुये, अधिक पूय रक्तादि 
को वहाने चाळे, जिनके भीतर पूय भरा हो तथा वेदना होती 
हो, घोड़ी के भगोए के समान fas ओए ( किनारे ) ऊँचे 
उठे हों, कुछ कठिन, गो के ars समान ऊपर उठे az 
मांसांकुरों वाले, दुष्ट रक्त खाव वाळे अथवा पतळा, शीतळ 
और पिच्छायुक्त खाव चाळे, मध्य में ऊँचे उठे हुये, जिनके 
किनारे नीचे और भीतर घॅसे हों तथा कमळनाळ छिद्र के 
समान सुपिर पर्यन्त वाळे दाण के तूळ (ass) के समान 
स्नायुजाळ वाले, देखने में खराब तथा चातादि दोपों के कारण 
चसा, मेद, मज्जा और मस्तिप्क के समान गृगले या धूसर 
चर्ण के जाच चाले, muna त्रण जिनसे पीछा, काळा खाव 
बहता हो अथवा सूत्र, मळ और वायु का वहन होता हो पुच 
सुस, गुदा तथा घण से पूय और रक्त का खाच होता हो ऐसे 
नण तथा क्षीण मांस वाळे aga के चारों ओर शरीर में 
फेलने वारे घण तथा छोटे मुख चाळे त्रण एव जिनमें से सांस 
के घुद्बुदे ( भङ्कर ) निकळते हों ऐसे घण एवं शब्द के साथ 
वायु निकलने वाळे शिर और कण्ठ में उत्पन्न घण, इसी 
प्रकार च्षीणमांस वाले age के पूय और रक्त का खाव करने 
वाले उण तथा अरुचि, अविपाक, कास और श्वास से उपदुव 
त्रण तथा शिर और कपाळ में चोट ळगने पर जहां मस्तुलद्द 
(Bran) का कुछ हिस्सा निकळ जावे aq त्रिदोपों का 
प्रकोप हो जाय अथवा काल और खाल चळने छगे इस प्रकार 


के त्रण असाध्य होते हैं ॥ १२॥ 


विमशः--घोड़े के गुदौष्ट या घोडी के योनि के ted 


समान उँचे उठे हुये ( Elevated edges ) घण सार्कोना तथा 


हे 


HAGE २३ ] 


सूत्रस्थांन॑मू | 


६६ 


केन्सर में होते हैं। असाध्यत्रणा'--नेव सिद्धयन्ति वीसपेज्वराती- 
सारकासिनान्‌ । पिपासज्ञामनिद्राणाम्‌ ॥ ( वाग्भट ) 1 


भवन्ति चात्र-- 
वसां भेदोऽथ सञ्ञानं मस्तुलुङ्गं च यः सवेत्‌ | 
आगन्तुस्तु अणः faster सिध्येदोषसम्भवः ॥ ६३ ॥ 
जिस आगन्तुक नण से चसा, मेद, मज्जा और WaT 
का खाच भी होता है तो भी ठीक हो सकता है किन्तु भीतरी 
चातादि दोषों की दृष्टि से उत्पन्न त्रण से वला, सेद आदि 
निकले हों तो बह ठीक नहीं हो सकता है ॥ १३ ॥ 


अमर्मोपहिते देशे सिरासन्ध्यस्थिवर्जिते | 
विकारो योऽलुपर्येति तद्साध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ १४॥ 


शिरा, सन्धि एवं अस्थि से रहित स्थान में उत्पन्न घण 
तथा मर्मरहित प्रदेश में उत्पन्न अण चिकित्सा करने पर भी 
ठीक न हो तो उसे असाध्य समझना चाहिये ॥ १४॥ 


क्रमेणोपचर्य प्राप्य घातूननुगतः शनेः । 
न शक्‍य उन्सूलयिएु बृद्धो वृक्ष इवामयः || १४ ॥ 
प्रणादिक कोई भी रोग क्रमशः उपचय को प्राप्त करता 
हुआ धीरे धीरे शरीर के गम्भीर धातुओं में फैलने लगता है 
तव वह वढे हुये TA की तरह सहसा नष्ट नहीं किया जा 
सकता है ॥ १५॥ 


स स्थिरत्वान्महत्त्वाच धालचुक्रमशेन च | 
निहन्त्यौषधवीर्याणि मन्त्रान्‌ geal यथा ॥ १६॥ 


ag विकार स्थिर होने से, चढ़ जाने से तथा रक्त-मांस- 
सेद आदि गग्भीर घातुर्भा में प्रवेश करने से प्रयुक्त की हुई 
ओपधियों के प्रभाव को नष्ट कर देता हे जेसे ceag मन्त्रो 
की शक्ति को नष्ट कर देता है ॥ १६॥ 


अतो यो विपरीतः स्यात्‌ सुखसाध्यः स उच्यते | 
अवद्धमूलः क्षुपको यद्वदुत्पाटने सुखः ॥ १७॥ 
इस कारण श्छोकोक्त gat या छक्षणों से विपरीत गुणा 
चाळा रोग चुबसाध्य कहा जाता हे जिस प्रकार जमीन में तुरन्त 
उत्पन्न हुआ gy ( छोटा पौधा ) जड के एथ्वी में ज्यादा गई 
हई न होने से उसे सुखपूर्वक उखादा जा सकता हे ॥ १७॥ 
विमर्शः--उपसाध्यजणलक्षणन--त्वर्‌मासज. सखे देशे तरुण- 
स्यानुपद्रवः। धीमतोऽभिनवः काले छखसाध्यः स्मृतो त्रण' ॥(चरक)। 
बृद्धरोगदुवारता-अणुःह्‌ प्रथम भूत्वा रोग. पश्चाद्विवर्धते । स जातः 
मूलो सुप्णाति वल्मायु* wade: 1 यथा स्वस्पेन यत्नेन च्छिथते 
तरुणस्तरः । स एवातिभवडस्त च्छिथते5तिप्रयलत. ॥ 


त्रिभिर्दोपेरनाक्रान्तः श्यावौष्ठः पिडकी समः । 
अवेदनो निराखाबो त्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥ १८ ॥ 
जो न्रण चात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से आक्रान्त 
न हो, जिसके ओए ( किनारे ) श्याव eq के हो, जिसमें छोटी 
छोरी पिड्काएं या सांसाकुर दिखाई देते हों तथा जिसके सब 
भाग समान हों एवं वेदना तथा खाव से रहित हो उसे शुद्ध 
मण कहते हैं ॥ १८ ॥ 


NNN NNN SSAA NANNNNNNNNNNNNNNNN NNN, 


कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः कलेदवर्जिताः | 
स्थिराश्चिपिटिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ ॥१६॥ 


कबूतर के वण के समान वर्ण वाळा, तथा पूयादिख्ाव से 
रदित, स्थिर और चिपिटिकाओं (gee सूचम श्वेत रदु 
स्वचाओं ) से युक्त ये रोपित होते हुये जण के लक्षण हैं ॥ १९॥ 


रुढवत्मानसमन्थिसशूनमरुजं ब्रणम्‌ । 
त्वकूसबणं समतळं सम्यप्ूढं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २०॥ 


जिसका मार्ग भर गया हो, जिसमें मासादि की ग्रन्थियाँ 
न हों, चारों ओर जिसके सूजन न हो, पीड़ा से रहित, जिसकी 
त्वचा अन्य स्वस्थ प्रान्त की त्वचा के समान चर्ण की हो गई 
हो और जिसका तलभाग भर कर घरावर हो गया हो उसे 
सम्यग्रूढ जण कहते है ॥ २०॥ 


+“विमर्शः--आघुनिकों ने घण की तीन अवस्थाएं मानी हैं । 
प्रथमावस्था की दुष्टावस्था Stage of ulceration proper or 
extension कहते हैं । इसमें दोषों की प्रवळता, स्थानिक धातु 
नाझ, दुर्गन्धयुक्त पूय-रक्तादि स्राव, न्रणोष्ठ मोटे तथा शोथ- 
युक्त, समग्र त्रण छाल FS तथा उसका तळभाग चिपका हुआ 
होता है। पूति, पूयातिदुष्टासकत्ान्युत्सङ्गी चिर स्थितिः। दुष्टो त्रणोऽ" 
तिगन्पादिः शुद्धलिङ्गविपर्यंय ॥ (माधव) । द्वितीयावस्था को शुद्धा" 
वस्था Stage of transition कहते हैं । इसमें दोषप्रावहय, 
स्थानिक धातुविनाश तथा पुयादि खावनिर्गमनवन्द हो जाते 
हैं। बण gerd रङ्ग का स्वच्छ, स्वस्थ तथा तळभाय में छोटे 
छोटे मांसाझुरों ( ७78००६१००५ ) से युक्त दिखाई देता है। 
'त्रिभिरदोपेरनाक्रान्त? ये इसी के लक्षण हैं । अन्य लक्षण जैसे 
जिहवातलामो सदुः स्निग्ध" event विगतवेदनः सुव्यवस्थितो निरा- 
स्रावश्चेति शुद्धो त्रण ' (सुश्रुत) । नातिरक्तो नातिपाण्डुर्नातिश्यावो 
न चातिरुम्‌। न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी शुद्धो रोप्य पर ब्रणः ॥ 
( चरक )। ठतीयावस्था को रोहणावस्था Stage of repair 
कहते हैं इसका वर्णन कपोत वर्ण प्रतिमा आदि से किया गया 
हा इसमें रोहण wig ( Granulation tissue ) अधिक वन 
कर सारे तळभाग पर छा जाती है । त्रण का पृष्ठ प्रदेश सदु, 
लाळ तथा पीड़ा रहित होता हे । स्पर्श से कुछ रक्त निकलता 
है। किनारे श्वेत, नीळ रक्तवर्ण व स्वस्थ होते हैं। त्रण की रूढा- 
यस्था में रोहणघातु का परिवर्तन तान्तव wig ( Bibrocicat- 
T1०19] ५५३०९ ) सें हो जाता है जिससे एक पतला त्वचा का 
चर्म बन जाता है इसी को जणवस्त (Scar) कहते हैं 1 जण- 

परीक्षा में त्रण का तळ ( Base ), पृष्ठ भाय ( Surface ), खाव 

( Discharge ), घणौष्ठ ( Edges ), sutra ( Margins ), 

ब्रणधातु तथा नणस्थान इन सात का निरीक्षण करना अत्या" 


वश्यक है । 
दोषप्रकोपादू व्यायामाद भिघातादजीणेतः 
हर्षात्‌ कोधाद्भयाद्वाऽपि sot रूढोऽपि दीयते ॥२१॥ 


इति सुश्रुतसददितायांसून्नस्थाने इत्याङरयविधिर्नाम 
त्रयोविंशोऽश्यायः ॥ २३ ॥ 


NV 


१०० 


IIIS 


चात, पित्त, कफ दोपों के प्रकोप से, किसी प्रकार के परि 
श्रम से, आघात से, अजीर्ण से, अधिक दर्प, क्रोध और भय 
से रूढ या रोहित त्रण सी पुनः विदीर्ण हो जाता हे ॥ २१ ॥ 
विमर्शः--लायुक्लेदात faster, गाम्भीर्याद्‌ छमिमक्ष- 
णात्‌ । अरिधमेदात्सश्र्यत्वात्सविषत्वाञ्च Bond ॥ नखकाष्ठप्रभे- 
apa चर्मैलोमातिवट्टनात्‌। मिथ्यावन्धादतिस्ने्दतिमै पञ्यकर्षणात 
श्रजीर्णादतियुक्ताच विर्ट्ा्ात्यभोजनात्‌ । शोकात्कोधादिवास्व- 
प्नाद्रथायामान्मै थुनाश्तथा ॥ अणा न प्रशम यान्ति निष्कियत्वाच 
देहिनाम्‌ ॥ (चरक) । रुढेऽप्यजीणेव्यायामभ्यवायाद्रीन्‌ विवजंयेत.। 
हर्ष ard भयञ्चापि यावत्स्यैयोपसम्मवात्‌ ॥ 


इत्यायुर्वेदृतच्वसन्दीपिकाभापायां सूत्रस्थाने इस्याकृत्यविधिः 
ala त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


UY SV 


VJ. oe aS ~ 
चतावशाततम्राध्ध्याय: | 
अथातो व्याधिसमुद्देशीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर व्यायिसमुदेशीय नामक अध्याय का 
वर्णन करते हें जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था॥ १-२॥ 

विमर्शः-समातकवनसुदेश., व्याधीना रोगाणा समासेन Bae 
पेणोद्देश कथन तदधिकृत्य कृतोऽध्यायः । 


द्विविधास्तु व्याघय -शख्जसाष्याः, स्नेहादिक्रिया- 
साध्याश्च । तत्र शक्षसाध्येपु स्नेह्ादिक्रिया न प्रतिपि- 
ध्यते । सनेद्दादिक्रियासाध्येपु mena न क्रियते ॥३॥ 

“ज्याधिथां दो प्रकार की होती हैं। प्रथम शलसाध्य 

द्वितीय स्नेह्दिक्रियासाध्य। शखसाध्य रोगों में स्नेहादिचिः 
कित्सा निषिद्ध नहीं दे किन्तु सनेहाद क्रिया से साध्य रोगों में 
शत्रकर्म नहीं किये जाते हैं ॥ ३॥ 

विमशेः-रीरदोपप्रकोपे उछ शरीरमेवाश्रित्य प्रायशस्त्रिवि- 
धर्मौषधमिच्छन्ति-अन्त परिमार्जन, वदि परिमार्जन, शक्षप्रणिधान- 
थ्चेति, शस्रप्रणिधान पुनश्‍छेदनभेदनव्यघनदारणलेसनोत्पाटनप्रच्छ- 
नासीवनेपणक्षारजलीकसश्रेति, तत्रान्त परिमार्जन यदन्त' शरीर- 
मलुप्रविद्योषधमाद्ारजातव्याधीन्‌ sale, aged हि'स्प्चमाश्रित्या* 
भ्यद्सवेदपरदेपरिपेकी,मदेनायैरामयान्‌ प्रमाष्टि तदद्दि.परिमार्ज- 
नम्‌। ( चरक )। 


अस्मिन्‌ पुनः शाखे सर्वतन्त्रसामान्यात्‌ सर्वेषां 
व्याधीनां यथास्थूलमचरोधः क्रियते । प्रागमिहितम्‌- 
"तद्दुःखसंयोगा व्याघय' इति । ay दुःखं त्रिविधम्‌- 


आध्यात्मिकम्‌ , आधिभौतिकम्‌ , आधिदेविकमिति ॥ 


~ इस शल्यशास या agers में सर्वतन्त्र समानता होने से 
सवारोगों का स्थूलरूप से वर्णन किया जाता हे । प्रथम ही 
कह आये दें कि उस पुरुष का दुःखों के साथ जो सयोग होता 
हे उसे व्याधि कहते हैं। वह दुःस तीन प्रकार का होता है । 
आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदैविक ॥ ४॥ 


© 
विमर्शः-आध्यात्मिकम्‌-आत्मन्यधि अध्यात्म तत्र भवमाध्याः 


स्मिकम्‌ 1 पञ्चम दाभूतणरीरिसमवायः पुरुष. । त्रिदोष तया मान. 
सिक रज और तम से उत्पन्न पुरुष के रोग। भाषिमीतिक- 
भूतेष्वधिकृत्य यत्प्रदश्तंते तव्‌ । 
आदि भूर्तो के कारण उत्पन्न 
कृत्य प्रवर्तते तत्‌। देव, गन्धव, यक्ष, 
उत्पन्न रोग । 


मनुष्य, पशु, पक्षी सरीसप 
रोग । आधिदेविक-देवेध्वथि- 
राएसादि के कारण 


aa सप्तविधे व्याधाबुपनिपतति | ते पुनः सप्त- 
विधा व्याधयः। तद्यथा-आादिबलप्रवृत्ताः, जन्मवल- 
प्रवृत्ताः, दोपबल्रवृत्ताः, सदघातवलग्रवृत्ता, कालबल” 
परवृत्ताः, देववलम्रवृत्ताः, स््भावयलम्रवृत्ता इति ॥ ५॥ 


चह दुःख सात प्रकार के रोगों के रूप में प्रगट होता ह्वा 


जैसे आदिवलप्रवृत्त, लन्मवलप्रवृत्त, दोपवल्प्रवृत्त, सघातवलभ्रवृत्त, 
कालय्म्रवृत्त, देवबलपवृत्त तथा स्वमाववलम़वृत्त ॥५॥ 


तत्रादिबलप्रवृत्ता चे शुक्रशोणितदोपान्मयाः कुष्ठा- 


guages: | तेऽपि ह्विविधा:-सावृजाः fara | 
जन्मवलप्रवृत्ता ये मातुरपचारात्‌ पहुजात्यन्धवधिरमू- 


कसिन्मिनवामनप्रभूतयो जायन्ते । तेऽपि दिविधा:- 
रकता दौहृदापचारकृताश्च | दोपबलम्रवृत्ता ये आत- 


छुसमुत्पन्ना मिथ्याहाराचारक्ृताश्च | तेऽपि द्विबिघाः- 


आमाशयसमुत्या: पकाशयसयुत्थाञ्च। पुनश्च द्विविधाः- 
शारीरा मानसाश्च | त एते आध्यात्मिकाः ॥ ६॥ 


उनमें से पिता के शुक्र तथा माता के आर्तच दोप से 


उत्पन्न होने चाले कुष्ट, अश आदि रोग भादिवलप्रवृत्त कहे 
जाते हैं तथा उनके मातूज आर पितृज ऐसे दो भेद होते हें । 
गर्भ के समय माता के मिथ्या आहार-विहार फे सेवन करने 
से उत्पन्न हुये IH, जात्यन्ध, धिर, सूक, मिन्मिन (हकला), 


वामन ( चौना) आदि विकार जन्मगलम्रदृच्त कहे जाते हैं। वे 
भी रसकृत तथा agama जन्य ऐसे दो प्रकार के होते हैं । 
अन्य रोगों फे उपद्रव रूप में तथा मिथ्या आहार-विहार के 
सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे दोषदलगप्रइत्त कहलाते हैं । 
वे भी आमाशय से उत्पन्न तथा पक्काशय से उत्पन्न होने के 
कारण दो प्रकार के होते हे । फिर और उनके शारीरिक तथा 
मानस ऐसे दो भेद होते हैं । इस तरह वर्णित ये आदिवल्भ्रवृत्त, 
जन्मवलप्रवृत्त और दोपवलप्रवृत्त रोग आध्यात्मिक हैं। अर्थात्‌ 
आत्मा, सन, शरीर में वातादि शारीरिक दोष तथा रज, तम 
आदि मानस दोषों से उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ 


J विमर्श/--आदिवलप्रवृत्त- सानवोस्पत्ति के आदि कारण 
भूत शुक्रकीट (Spermato 2०%) तथा. खीबीज (0७) 
at दुष्टि से उत्पन्न रोगों को Hereditary कहते हैं । मनुष्य- 
बीज दि भ्ररत्येद्धडीनभागसमुदायात्मक we प्रत्यज्ञ समुदायरूपपुरु- 
पजनकम्‌। रोगरहित कुळ के रोगरहित लडफे-लडकियों का 
विवाह होने खे आदिवल्परवृत्त रोग होने की सम्भावना बहुत 
कम हो जाती हे। एन रोगों को याज्ञवल्क्य ने "सञ्चारी? चरक 
agen वाग्मट ने 'कुळोद्धव' और 'सहज' तथा मेल ने 
प्रक्रतिग्रभाव! नाम से लिखा दे। su, अशे, राजयचमा, मधु" 
सेह, श्वित्र भौर अपस्मार ये ges रोग हें । विवाह में ये कुळ 


अव्यायः २४ ] 


अजीज PPL LALLA जी नी नी नी "धट 
क 


वर्जित Gaza कुलानि परिदर्जीत--६ंनक्चिस निउ प 
नितळन्दो रोमराड तम्‌ । क्षब्पामवाव्ययस्गरिश्ित्रिग हि द्रपनि च। 
(aq ) | दाकदरी में चित्र, अपस्मार, मउमेंह, कॅन्सर, मेदोड- 
बुंद, हीमोफायलिया ( रक्तपित्त मेद), वविरमृऊ ता, वानरक्त, 
अस्थिभद्रुरता, टाजन ( ८०४००५१, ara, उन्माद, जपत 
न्त्रक ( Hysteris ), argyle, मोतियाविन्द, रक्तचाप ( He 
gh ०००१ pressure ), स्थोल्य, कटा भो, Wel ताल, अद" 
featat जुडावट, न्यूनता था अधिकना आदि रोग कुज 
माने गये हैं 1 किन्तु जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाळे रोग जसे 
कष्ट, राजयचमा को कुज नहीं मानते हू अवि तु कष्टी तथा 
यदमी माता था पिता के याउ सम्पर्क में रहने से उनमें उन 
रोगों के उत्पन्न होने की अधिक सम्भावना रहती है। यदि 
जन्म होते ही इन बच्चों को कष्टी या यदमी वातावरण से 
शृथक्‌ कर दिया जाय तो घे रोगग्रस्त agi दो ess i इसी 
प्रकार अर्दा को भी ढावटरी में aes नहीं माना हे कुद रोग 
wis पीढी की सन्तति में होते दे Sh मोतियाविन्द | eg 
एक दो पीढी के वाद होते ह जसे वातरक्त, कुछ रोग केवळ 


से पीदित नहीं होते हे । इन रोगों को जिम्नतन्र ( Sex-hm- 
1९3 ) कहते द जेते दी मोफ़ायलिया, wieaar भादि। चरक 
ने 'कुलनरोगः का कारण बीज्माग का उपतप्त होना माना दे। 
यस्य वस्याययवर्प THA दी अभाग Sat wale तस्य तन्यावयवस्य 
विद्वतिरूप जायते (ao अ० ३) । वीज सब्द से शुक्रकीट तथा 
ओवा एवं वीनमाग से उनकी भीतरी सूचम अद्वप्रत्यङ्गरचना 
साननी चादिये। जन्मवलमररच-गर्भावकान्ति के समय मे 
उत्पक्ष रोग, gre Congenital कहते हें 1 इनके अस्साभाविक 
वृद्धि तथा ्रौपमगिक रोग ऐसे दो भेद होते हे 1 झस्वामािम 
वृद्धि को विक्ृवाकार, व्पद्ग ( Malformations or Develop- 
mental error ) कहते = । वियोनिविळनाजारा जायन्त fae 
de: ( वाग्भट )। सर्प टृदिचञ्ू माण्डविळ्ताकूनयइच ये। गर्भा- 
त्वेते खिवाश्वेव Sar पापक्षता उश्चन्‌ ( सुश्रुत ) । आपसर्गिफ 
रोग-ये माता के उपवर्ग से उत्पन्न Has Fa फिरद, आन्त्रिक 
ज्वर, मसूरिका आदि । / 
सड्यातवलम्रवृत्ता य आगन्तवो SAGA वलव- 
fer । तेऽपि द्रिविधा:-शाखळता व्यालकझ्ृतात्व | 
एते आधिमातिका: ॥ ७॥ 
दुर्बल मनुष्य के बल्वान्‌ के साथ लढाई करते समय चोर 
लगने से जो आगन्तु विकार उत्पन्न होते हैँ उन्हें सयानवल- 
प्रवरत्त रोग कहते हैँ । शर्तों से उत्पन्न तथा व्याळ ( सर्प, az) 
आदि से उत्पन्न ऐसे इनके मी दो भेद होते हैँ। ये आधिर्मातिक 
व्याथियाँ हैं ॥ ७ ॥ 
विमदाः -आगन्दुरोगाः-ये भूतविषवास्सिसतम््रहारादिसन्मवाश 
नुणामागन्ततो Tat) ( चरक ) 1 
कालवलप्रवृत्ता ये शीतोप्णत्रातवर्पाश्रश्तिनिमित्ताः | 
तेऽपि द्विविधा:-व्यापन्नठुकुता अव्यापन्नतुकृताश्व |देव- 
वलभ्रवृत्ता ये देवद्रोहादमिशस्तका अथवेणकृता उप- 


~ ~ 


सरजाश्च। तेऽपि द्विविधा:-विद्युद्शनिकृताः पिशाचा- 


सूत्रस्थानम्‌ | 


PP PPLE LLL 


१०१ 


दिकृताश्व | पुनश्च द्विविधाः-संसर्गजा आकस्मिकाश्च | 
स्वभावबलप्रवृत्ताः क्षुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभूतचः | 
तेऽपि द्विविधा:-कालकृता अकालकृताश्व | तत्र परि 
TANGA: HABA: | अपरिरच्तगळता अकालळताः | 
एते आधिदेत्रिकाः | अन्न सवेव्याध्यवरोधः to Ul 

जो रोय शीत, उग्ण, वायु, वर्षा आदि के कारण उत्पन्न 
होते हैं उन्हें काळवल्मदत्तरोग कहते हैं ‘fase ऋतु? से उत्पन्न 
तथा 'अविकृत ऋतु? से उत्पन्न ऐसे इनके भी दो भेद होते है । 
देवता, गुरु आाह्मग भादि के साथ अभिद्रोह करने से अथवा 
गुरुभा के aia से उत्पन्न किंवा अथर्ववेद प्रणीत आमि" 
चारिक मन्त्राँ के प्रयोग से उत्पन्न अथवा रुग्ण पुरुष के साथ 
रहने से उत्पन्न संक्रामक उवर आदि gaits रोग कहलाते 
हँ 1 विद्युव्‌ तथा इन्द्रवज्ञपात से उत्पन्न तथा भूत, प्रेत, पिशा* 
चादि से उत्पन्न ऐसे gad भी दो Az होते ह । सासगिक तथा 
akan ऐसे इनके पुनः दो भेद किये गये हैं। Se, पिपासा, 
जरा, Ty ओर निद्रा प्रति amet रोग हैं । ये भी 
aie तया AIHA Aza दो प्रकार के ह। इनमे से उचित 
आहार विहार द्वारा शरीरका रक्ष करते रहने पर भी जो उचित 
समय पर हो जाते है वे MERA तथा रक्षासाधनों के उपयोग 
न करने से ame रोग होते हैँ उन्हें अकालकत समझने 
चाहिये । ये सव आधिदैविक रोग है। इनमें सब रोगों का 
समावेदा होता दे॥ ८॥ 

विमर्शः-- देववलम्रवृत्त रोगों में जीचाणुजन्य रोगों का 
qa ने समावेद माना हे तथा इन्हें Parasitic ) कहते 
डे 1 उपसगणा.--ज्व एदिरोगपीटितननसम्प्कद्धवन्ति । उपञ्तगंज- 
रोगोत्तरत्िदेतु-पक्षद्ाह्त्रतत्पर्शा जिश्वासात्सहमोजनात 1. सह 
शब्यासन,चायि वळमाल्यानुठेपनाद.॥ ओपस्गिफरोगाश्व sa 
मन्ति नराऩ्रन्‌ ॥ उपसर्ग को (Infection) कहते हैं। संस- 
ia का अर्थ अति समीप आने से या स्पर्श से होने वाले रोग 
इन्हें ( 0071981075 ) कहते हे | आकस्मिक को (Sporadic ) 
कहते हैं । 

सर्वेपाञ्च व्याधीनां वातपित्तशलेष्माण एव मूलं; 
तल्लिद्नलादू द्टफलत्वादागमाश्च | यथा हि कृत्स्न विका- 
रजातं विश्वरूपेगावस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि न व्यति- 
रिच्यन्ते | एवमेव sea धिकारजातं विश्वरूपेणावस्थि- 
तमव्यतिरिच्य वातपित्तशलेष्माणो वतन्ते | दोपघातुम- 
लसंसर्यादायतनविशेषान्निमित्ततञ्चैपां विकल्पः । दोप- 
दूपितेष्वत्यर्थ घातुपु सज्ञा क्रियते-रसञोऽय, शोणित- 
जोऽय, मांसजोऽय, मेदोजोऽयम्‌ , अस्थिजोऽयं, सज्ज- 
जोऽयं, शुक्रजोऽयं व्याधिरिति ॥ ६॥ 

ad प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में वात, पिच और कफ 
ही मूळ कारण हैं क्योंकि उन रोगों में वात, पित्त और कफ 
के लक्षण मिलने से तथा उन छक्षणों के अनुसार वातादि 
दोपहर चिकित्सा करने पर रोगश्चान्तिख्पी फळ दिखाई 
देने से एव शाख का मी प्रमाण है कि वातादि ही सव रोगां 
के कारण Fd fa प्रकार जगत के खप से अवस्थित यह 
समस्त महदादि 22 तेइस त्वो से निर्मित चिकार समूद सत्त्व, 


१०२ 


सुश्र॒वसंहिता | 


ae ~ PT DDS Sn 


रज्ञ और तमोगुण से एथक नहीं दें उसी प्रकार विश्व में च्यात 
समस्त विक्रार जात ( रोगसमूह ) वात, पित्त और कफ के 
विना उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । दोष, घातुओं और मलो के 
संयोग से स्थानमेद से तथा कारण के मेद से इन रोगों के 
अनेक दिकरप (मेद) होते हैं । वातादि दोपों से रस-रक्तादि 
घातुओं के अत्यन्त कुपित होने से रोगों के भित्र २ नामकरण 
क्रिये जाते हैं यैसे चह रसज रोग दै । यह रक्तज रोग दे, यह 
भांसजन्य रोग है, यह मेदोजन्त्र रोग है, थह मज्जाजन्य रोग 
हे तथा यह शुक्रज्ञन्य रोग दै ॥ ९॥ 
विमर्शः--निमित्त से वाह्यक्ञारण या निदान है । येनाद्वार- 
facta रोगाणामुद्भवो भवेत्‌ | चयो वृद्धिरच दोषाणा निदानं दि 
ददुच्यते | ( चङ्ग से० ) । रोगमेदाः--5 एवापरिसंख्येया भिद्यमाना 
भवन्ति हि। रगावर्ययुत्यानस्यानतस्वाननाममिः॥ रसजोऽयमिति- 
रसादिस्येषु दोषेषु व्याषय सन्मवन्ठि ये। ठञानित्युषचारेण 
ठानाहुइंनदाइबद ॥ हि 
तन्न, अन्नाश्रद्धाराचक्रावपाचाङ्ग मद्वरह्लासतात- 
गौरवद्वतपाण्डुरोगमार्गोपरोघकाइथेवै रस्याङ्गसादाकालव- 
लिपलितदशोनप्रश्रुतयो रसदोपजा विकाराः ॥ १०॥ 
रसदोष के कारण अन्न में देय, मोजन में अर्चि, asia, 
अङ्गमर्दं, ज्वर, जी मचळाना, न खाने पर भी तृप्ति का भान, 
भारीपन, GENT, WEI, Matsa, दुवलापन, Fa 
की विरसठा, थकावट, अकाल में चर्म में झरियां पढना तथा 
वालों का श्वेत दोना आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 
छुएविसपेपिडकासशक्नीलिकातिलकालकन्वच्छव्य 
ेन्द्र्ुपदीहविठविशुल्मबातशोणिवाशोऽबुंदाङ्गमर्दाखुग्द- 
ररक्तपित्तप्रश्नतयो रक्तरोषजा शुदमुखमेद्रपाकाञ्च ॥११॥ 
४ रच की इटि होने ते कुष्ट, fred, fest, मशक, नीलिका, 
विळक्रालक, न्यच्छ, ax, इन्द्र, प्लीहाइदि, विद्रधि, 
रच TRA, वातरक्त, अर्श, Sz, भङ्गमद, Tene, रक्तपिच, 
आदि रोग तथा गुदपाक, सुखपाक aie लिङ्गपाक रोग 
उत्पन्न होते ह ॥ ११॥ 
अधिमांसाबुंदार्शोड्घिजिहोपजिहोपकुशगलशुण्डि- 
का5लजीमाससद्वातोएप्रकोपगलगरडगरडमालाम्रभुतयो 
मांसदोपजाः ॥ १२ ॥ 
माच दी इटि होने ते अधिमांस, ade, अश, अधिनिह्ा, 
उपजिद्वा, SITU, गळ्छुण्डिका, अळजी मांसलघात, ओष्ट 
प्रकोप, गळगण्ड, गण्डमाला आदि विकार उत्पन्न होते Ensen 
oo अन्थिवृद्धिनलनरडावुदमेदोजोपछप्रकोपमधुमेहा = 
चवेद्म्रशृतयो मेदोदोपजाः ॥ १ ३॥ 
मेशेबाद का दृष्टि से अन्यि, Agee, गछ्यण्ड, age 
मेदोजन्य गोष्टय़कोप, wate, भविस्थीरय, अतिस्वेद ane 
रोग उत्पन्न होते ई 1 ५३॥ 
दिसर्शश-मशमेदश्टः सवंप्रनेहदे मइमेहविश्वेष च वर्तते, यया 
TTS. SAT THT च वतंते । ( चक्रपाणिद्च )1 
अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदञूलङ्चसप्रश्चतयोऽस्थिः 
दोपज्ञाः॥ १४ ॥ 


; ta 
व॑ 


अर्थि के अन्दर दोष प्रकुपित दोनि मे अध्यभ्थि (051०009), 
अधिदन्त ( 042०००५ ), अस्थियोँ में सूडीभेद सी पीडा, 
अस्थिश्ूल तथा हुनख आदि विकार उत्पन्न होते ई ॥ ५९॥ 


तमोदर्शनमू्च्छा श्रमपर्वेम्थूलमूलारुजेन्मनेत्रामिस्व- 
न्दप्रभ्नतयो मव्नदोपजा: MW १४॥ 

मज्जवानु की gfe होने से आखा के सामने अन्थेरा आना, 
agi, अम, पवा में स्थूछता तथा घर्णो का होना, नेन्नामि- 
स्यन्ड इत्यादि रोग प्रगट होते हं ॥ १५॥ 

विमश्वः-पर्वठ स्यूल्यूळानामरपा नन्म । अरपा स्थूल्मूठाना 
पर्वेजाना च दशनम्‌ । ( चरक ) 1 

क्लेव्याग्रहपेशुक्राश्मरीशुक्रदो पादयत्व तद्दोपजा: Ul 

शुक्र की ge दोने से बलेब्य (Sterity), अग्रहर्पण 
( स्लानशिरनता या fesse (01०९००९, शुक्राश्मरी, 
शुक्रमेह तथा अन्य शुक्र के दोप आदि उत्पन्न होते हैँ ॥ १६॥ 


त्वग्दोपाः सङ्गोऽतिम्रतृत्तिरयथाप्रदवत्तिर्वा मला- 
यतनदोषाः॥ १७ 
जब दोष wet के आयतन ( अवक्रादा ) में उत्पन्न होते 
है तव त्वचा के विकार, मछ-मृत्रादिकों का ag, अधिक 
उत्सर्ग और न्यूनाधिक meat आदि लक्षण उत्पन्न होते Es 
दिमदाः--मळानामित्य इपिता Radars दोषा 
नळाचा कुर्वन्ति Galatta 'च ॥ 


_ इन्द्रियाणामग्रवृत्तिरयथाग्रवृत्तिबेन्द्रियायतनदोपा:; 
इत्येप समास उक्तः | विस्तरं निमिचानि Sat प्रति- 
रोगं वक्ष्यामः ॥ १८ ॥ 

जव दोप इन्त्रियों के आवतचां ( स्थानों ) में प्रविष्ट हो 
कर छपित होते हें तच वे इन्द्रियां अपने अपने अर्थ के अहण 
करने में प्रदत्त नहीं होतो हैं अथवा विपम रूप से प्रदृत्त 
होती है । इस ave धातुगत विकारों का यह सक्ति वर्णन 
किया हे । इनका विस्तार तया कारण और चिकित्सा प्रत्येक 
रोग के साथ जागे वत्तरतन्त्र में कहेंगे ॥ ५८ ॥ 

विसर्-इन्ट्रियाणि समाश्रित्व प्रकुप्यन्ति यदा मछाः । उप- 
वातोपताराभ्या योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ ( चरक ) । 


भवति चात्र 
कुपितानां हि दोपाणां शरीरे परिधावताम्‌ | 
यत्र सङ्गः खवगुर्याइ-याधिस्तत्रोपजञायते || १६॥ 
शरीर में रसादि के साय सञ्चरण करने वाले दोषों के 
ग्रकुपित होकर परिधावन करते समय चोतसों की विगुणता 
से जहां उन दोषों का अवस्थान ( स्थिति) हो जाता है 
चहा ही रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५९ ॥ 
विमर्शः-व्यान ag की भरणा से शरीर में रस तथा 
दोषों का परिभ्रमण होता हे । व्यानेन सतपातुद विश्लेपोचित- 
कर्मना । चुगपद्‌ चउवतो55च्न॑ देहे विद्धिप्यते सदा ॥ क्षिप्यमाणः 
स्ववयुप्याद्रछः सब्नति यत्र स. । तस्मिन्‌ विकारं कुर्ते खे वर्षमिव 
Raz. ॥ दोषाणामपि चैवं त्वादेकदेशप्रकोपणन्‌। ( eo ह्‌०)। 


अध्यायः २५ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


१०३ 


भूयोऽत्र जिज्ञास्यं, कि वातादीनां व्मरादीनाञ्च 
चित्यः संश्लेषः परिच्छेदो ar? इति । यदि नित्यः 
संश्लेषः स्यात्तहि नित्यातुराः सर्व एव प्राणिनः स्युः । 
अथाप्यन्यथा वातादीनां ज्वरादीनां चान्यत्र वत्तेमाना- 
चामन्यत्र लिहु न भवतीति कृत्वा यदुच्यते वातादयो 
ब्वरादीनां मुलानीतिः तन्न॥ २०॥ 


इस विषय में यहां पर यह जानने की इच्छा है कि कया 
arate दोप और अ्वरादि रोगों का नित्य सम्बन्ध हे अथवा 
विश्लेष हे । यदि कहा जाय कि इनका सम्बन्ध नित्य हे तब 
सर्व प्राणी सदा ही रोगी चने रहने चाहिये । यदि इनका 
सदा विश्लेप ही रहता हो तो चातादि दोष तथा sau 
रोग दोनों भिन्न २ स्थानों पर रहने से एक देशमें उनके लकण 
नहींहो सकते क्योंकि अन्यत्र वर्तमान भावों के लक्षण अन्यत्र 
नहीं होते अतएव वातादिक दोष ज्वरादिक्त रोगों के कारण 
नहीं हैं ॥ २० ॥ 

विमर्श;--नित्यः सइलेषः समवाय. सम्वन्धो यथा उर्यातपयों*, 


चन्द्रचन्द्रिकयोरिव । परिच्छेदो विइलेष. एथक्त्व वा यथा पटतन्तु- 
वाययोः, घटकुम्मयो:, त्वर्णस्वर्णकारयोरिवेति । 


अत्रोच्यते--दोपान्‌ प्रत्याख्याय ज्वरादयो न 
सवन्ति। अथ च न नित्यः सम्बन्ध! | यथा हि 
विद्युद्मवाशनिवर्षाण्याकाशं प्रत्याख्याय न भवन्ति | 
सत्यप्याकाशे कदाचिन्न भवन्ति। आथ च निमित्त- 
तस्तत एवोत्पत्तिरिति | तरन्गघुद्बुदादयश्चोदकविशोेषा 
एत | वातादीनां वब्यरादीनाश्व नाप्येव॑ संशलेपो न परि- 
च्छेदः शाश्वतिकः | अथ च निमित्तत एवोत्पत्तिरिति ॥ 


उक्त प्रश्न का अव खण्डनार्थ उत्तर ठेते हैं कि दोषों को 
छोड़ कर उवरादि रोग नहीं होते हैं तथा इनका सम्बन्ध भी 
नित्य नहीं हे जेसे कि विजळी, वायु, वज्र और दर्पा भाकाश 
को छोड़ कर अन्यत्र नहीँ होतेह तथा आझाश के संदा 
विद्यमान रहने पर भी ये सदा नहीं रहते हे किन्तु निमित्त 
होने पर ये आकाश में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह तरङ्ग 
और guge जैसे जल को छोड कर अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते 
हैं किन्तु कारण होने पर जळ में ही उत्पन्न हो जाते Et इसी 
अकार वातादि दोष तथा ज्वरादिक रोगों का निस्य सम्वन्ध 
भी नहीं हे तथा नित्य पृथकत्व भी नहीं हे किन्तु मिथ्या 
आहार-विहारादि रूप निमित्त के होने से ही दूषित हुये 
चातादि दोपों से ज्वरादि रोगों की उत्पत्ति होती हे ॥ २१ ॥ 


भवति चात्र- 
विकारपरिमाणश्च सङ्ख्या चेषां एथक प्रथक्‌। 
विस्तरेणोत्तरे तन्त्रे सर्वा बाधाश्च वक्ष्यते ॥ १२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने व्याधिससु- 
इेशीयो नाम चतुविशोऽष्यायः ॥२४॥ 


~ 


NYY 


विकारों का परिमाण ( पूर्णसंख्या ) तथा उनके सेदों की 
पृथक्‌ एथळ्‌ सस्या TS उनके सर्च प्रकार के TIT इनका 
सविस्तार वर्णन उत्तरतन्त्र में किया जायगा ॥ २२ ॥ 
इत्यायुवेंद्ल्वसन्दीपिकाभापायां व्याधिसमुद्देशीयो 
नाम agfaafiaatscara: ॥ २४॥ 


“४४४४११” / कि 


४पश्चविद्ञतितमो5्च्यायः | 
अथातोऽष्टविधशख्नकर्मीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ ९ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर अष्टविषशलकर्मीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के 
लिये कहा था ॥ १-२॥ है 
विमर्शः--स॒श्रुत के मत से weed आठ, चरक के, मत 
से छु-याटन न्यघन चैव छेदन लेखन तया। प्रोन्चनं सीवनञ्ैव 
पड्विध शख्कमं तत्‌। वाग्भर के मत से न्नयोद्श--उत्पाव्यपास्य- 
सीव्येध्यलेख्यप्रच्टत्नकुट्टनम. | छेच भेद्यं व्यधो मन्थो अदो area 
तत्क्रिया ॥ 
छेदा भगन्दर मन्थि: श्लैष्मिकरितलकालकः | 
नणशर््ाचुंदान्यशेश्चमकीलोऽस्थिमांसगम्‌ ॥ ३॥ 
शल्यं जतुमणिमीससङघातो गलशुण्डिका | 
खायुमांससिराकोथो वल्मीक शतपोनकः ॥ ४॥ 


निम्न रोगों सें छेदनर्म (Excision) किया जाता है, जैसे- 
भगन्दर, र्ळेष्मिक अन्थि, तिळ्काळक, adem, ade, 
अश, चर्मक्रीछ, अस्थिशरय, मांसशल्य, जतुमणि, मांलसंघात, 
गलश॒ण्डिका, स्नायु, सांस और सिराओं के सडे गरे भाय, 
चर्मीक, शातपोनक ( एक प्रकार का भगन्दर), अघ्रप, उप- 
da, मांसकन्दी और अधिमांस ॥ ३-४ ॥ टि 
अघषश्चोपद्ंशाश्च सांसकन्यधिसांसकः | 
भेद्या विद्रघयोऽन्यत्र सर्वजाद्‌ मन्थयखयः ॥ ५॥ 
आदितो ये विसर्पाश्च वृद्धयः सविदारिका: | 
प्रमेहपिडकाशोफस्तनरोगावमन्थकाः | ६ ॥| 
कुम्भीकानुशयीनाड्यो बृन्दौ पुष्करिकाऽलजी | 
प्रायशः GATE पुष्पुटी तालुदन्तजी ॥ ७॥ 
तुणिङकेरी गिलायुश्व पूर्वे ये च प्रपाकिणः । 
वस्तिस्तथाऽश्मरीद्देतोर्मेदोजा ये च केचन ॥ ऽ ॥ 


निम्नरोगों सें मेंदनकमे (7०5०7) किया जाता है, जेसे- 


सान्निपातिक विद्रधि के सिवाय अन्य सर्व विद्रधियां, चात, 


पित्त तथा कफ से उत्पन्न होने वाली तीनों प्रकार की अन्थियाँ, 


चात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों से उत्पन्न वीसर्प, ad 


प्रकार की छुद्धियाँ, विदारिका, प्रमेहपिडका, बणशोफ, स्तन- 
विद्रधि, अवमन्थक, कुम्भीका, अनुशयी, नाढीनण, दोनों 
प्रकार के इन्द्रोग, पुप्करिका, अळजी, प्रायः सवं प्रकार के 
छुदरोग, वाळपुप्युट भौर दन्तपुप्पुट, तुण्डीकेरी, ग्रिलायु, 
सुख के पकने वाळे अन्य रोग, जश्मरी को निकालने के लिये 
बस्ति तथा अन्य मेदोजन्य रोग ॥ ५-८॥ ’ 


१८४ 


सुश्रुतसंहिता | LC NON... 2S 


७७४० सामना A IEE appa 
LLL LOSE NN tide PPPPE PLP PPL PPL PPD PLD PLP PTS NRA 
APPL LLL OLE 
कप कक PEOPLES 


लेस्यात्वतखो रोहिण्यः किलासमुपजिठिका | 
मेदोजो दन्तयेदर्भा अन्यिवेत्माधिजिद्विका ॥ 
अशासि मण्डलं मांसकन्दी मांसोन्नतिस्तथा ॥ ६ ॥ 


निग्न रोगों में Haars (Boraping, Scarsfication ) 
करना चाहिये । कैसे वात, पित्त, कफ और रक्ततन्य रोहिणी 
( डीएबीरिया ), झिछास, उपजिहिका, मेदोजन्य waaay, 
अस्थिरोग, वर्भरोग, अधिजिद्विका ( ८71५।१४।०५ ), अदा, 
मण्डळ कुष्ट, मासकर्दी, ala की बृदि आदि ॥ ९॥ 


वेथ्याः सिरा बहुविधा मृत्रवृद्धिदंकोदरम्‌ । 
एष्या नाड्य' सशल्याश्च रणा उन्मार्गिणश्व चे ॥१०॥ 
अनेक प्रकार फी विक्त सिरा, मूतरबृद्धि ( Hydrocele ) 
और जळोदुर इन रोगों में वेघनङमं ( ९०००१००५ ) करता 
चाहिये तथा merges नादिया और उन्मार्गी ait का एपण 
( Probing ) करना चाहिये ॥ १०॥ 
C_ ~ 
आहार्य्या: शकरारितस्नो दन्तकगेमलो5श्मरी | 
शल्यानि मूढगर्भात्र वचश्च निचितं गुदे ॥ ११॥ 
तीनों प्रकार की orate जंसे-दुन्तदाकंरा (1४४००), पाद 
शर्करा ale gaat (Gravel ), दांत कौर कान का 
अश्मरी, सर्व प्रकार के wer ( Foseign body), qeay 
तथा युदा में इकट्ठा AI मळ छन सबका माहरण ( Exctra- 
ction ) करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


खाव्या विद्रघयः wg भवेयुः सर्बेजाइते | 
कुष्टानि वायु: सरुजः शोफो यश्चेकदेशजः ॥ १२॥ 
पाल्यासयाः शलीपदानि विपजुष्टव्व शोणितम्‌ | 
agata विसपश्च ्रम्थयश्चादितरतु ये ॥ १३॥ 
त्रयञ्यश्चोपदंदा. स्तनरोगा विदारिका | 
सुषिरो गलशाळूकं कण्टकाः कुमिदन्तकः ॥ १४॥ 
SAAS: सोपकुशः शीतादो दन्तपुष्षुटः । 
पित्ताउकफजाश्रीए था: छुटररोगाऱ्य भूयशः 11१४1] 
निश्न रोगों में विज्ञाचण कर्म ( 7०1०३४९ ) करना 
चाहिये, जैसे - साद्धिपाठिक विधि को छोड़कर शेप पांचो 
विद्रथियां, ए, वेदनायुक्त वादु एक स्थान में उत्पन्न शोथ, 
पाळी के रोग, रळीपड, विप से दूषित रक्त, सर्च प्रकार के 
wag तथा विसर्प, प्रारम्भिक तीन प्रकार की ग्रन्थियां तथा तीन 
प्रकार के उपदुंशा, स्तनरोग, विदारिका, सौपिर ( दन्तरोग ), 
TEMES, तालुकण्टक, Shera, eraie, उपकुश, sare, 
दन्वपुप्पुट, पित्तरक्त तथा कफजन्य ओष्ट रोग एवं अनेक 
अकार के छुद्टरोग ॥ १२-१५ ॥ 
विमर्शः-प्रायः एक प्रकार के रोग में कनी एक, कभी दो 
तथा कभी तीन प्रकार के कर्म भी करने पडते द । लंसे-अुंद 
में लेखन, भेदन, छेदन भादि अवस्याचुसार पक, दो या सभी 
डरिये जा सकते हैं । कमंगा कमिदेकेन areal कचिद्‌ ब्रिमिल्लवा । 
Pratt: साध्यते कश्िच्रतुर्मिरपि कर्ममि ॥ 


सीच्या मेदःसमुत्यात्र भिन्नाः सुलिखिता गदा' | 


मद्रोत्रगाद्य ये चैत्र चलसन्धिव्यपाश्रिताः ॥ १६॥ 
भेदोजन्य रोग, जिनमें भेदन दो गया हो, जिनका सुळे" 


पनतं हो गया हो तथा चछलनिव छा आश्रय कर उत्पन्न 
होने ad aaa या ese खयोजात त्रण जो कि धूलि, 
ज्ञीब्राणु शादि से दूषित न हों तथा चळसन्बि के आश्रित ब्र 
इनमें सीयउनऊर्म Gataring, 5७४०७०४) करना चाहिये ॥१६॥ 


विमक्ची--अष्टादटदये विशेष = सथ सयोत्रणान्‌ सोव्येद. 


विदृतानमभिवााजान्‌ , मेदोजान्‌ Peng अन्‍्यीन्‌ Sear oles 
कर्णयो ॥ ठिरोडक्षिकूरनासीरगण्टकर्गोरवा हुप । यीपाखळाटसुष्क- 
स्फिदमेद्रपावृढरादिएु ॥ गन्म ₹ प्रदेशेषु मासलेप्वचलेपु च !! इति 


च क्ाराग्निविपेज्ञशा न च माग्तवाहिनः | 
नान्तर्लोहितशन्यश्च तेपु सम्यग्निशोबनम्‌ ॥ १७॥ 
an, अग्नि शौर विप से eng ततथा चायु जिनसे निकः 


छत्ती हो, जिने भीतर दूषित रक और दाढ्य शेष हो ऐसे 
घर्णा का सावन नही करना चाहिये ॥ Go ॥ 


विमर्ण:--असी त्या जणाः--न तु व _दषणकक्षादावस्ममास्चले 
ब्रणान्‌। वायनिर्वा दिण. ्रयगर्मान्‌ छारविपारिनिकात्‌ ॥ (वा!ग्मट) 
माब्तवाहिन३--७ welchn तथा vibrio ५९० नामक चायुः 
जनऊ जीचाजुओं के प्रवेश होने पर घण में वायु उत्पन्न होती 
है तथा बाहर निकळती इ । 
पांशुरोमनखादीनि चलमस्थि भवेश्च यत्त॥ १८ ॥ 
Beate यतोऽमूनि waa अशम्‌ | 
रुजश्च विविधाः कुरय्युस्तस्मादेतान्‌ विशोधयेत्‌ ।।१९॥ 
धूळि, वाळ, नए आदि वस्तु तथा अस्थि के टूटे चलाय" 
सान gee इन्हें यदि घण से नहीं निकाले जाय तो ये घरण 
को अविक पका देते है तथा अनेक प्रकार की घण में वेदना 
उत्पन्न करते हैँ इसलिये इन्हें qlee से निकाळ कर घण का 
सम्यग्‌ शरोषन करना चादिये ॥ ५५-१५ ॥ 
विमर्श!ः--सीवन के पूर्व दूषित तथा छिन्न, faa, मांस, 
अस्थिखण्ड तथा वाद्य प्रविष्ट ae आदि सबको निकाह 
ब्रगनोधऊ चोळ से अच्छी प्रकार घोकर सीना चाहिये। 
सीव्येश्वटास्थिशुष्कान्नतृणरोमापनीय gi seq मांस foe 
निवेव्य स्वनिवेशने ॥ ( वाग्मट ) 1 
ततो त्रण समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 
सीच्येत्‌ मूच्मेण GAN वल्केनाशमन्तकत्य वा ॥ २० ॥ 
शणजच्षौमसूत्राभ्या म्नाय्वा वालेन वा पुनः | 
मूर्वागुडूचीतानेर्बा सीव्येद्वेल्िदकं शनेः ॥ २१ ॥ 
सीव्येङ्रोफणिकां वाऽपि सीव्येद्ठा ठुन्नसेवनीम्‌ | 
ऋज्ञुन्थिमथो वाऽपि यथायोगमथापि वा ॥ २२॥ 
फिर घण के fant को ऊंचा उठा कर दोनों किनारों 
को दीक तरह से मिलाकर महीन सूत्र, अश्मन्तक की छाल 
के रेगे, सन के सूत्र, हौस सूत्र, स्नाथुताच, घोडे के वाळ, 
भूर्वा और गिळोय के तन्तु इनमें से यथायोग्य किसी एक से 
afgan, गोफणिका, तुन्नतेवनी, ऋद्धुमन्थि अथवा जैसा 
उचित समझे उसी प्रकार से सीना चाहिये ॥ २०-२२ ॥ 
विम्शः--स्नायु-शगाकार उपघातुविशेषो येन धनूधि qe 


अध्यायः २५ | 


POOL PLP OPP LLL OPEL PPL LP PPL LPL LLL PELL” 


सूत्रस्थानम्‌ | 


ox 


स्नायु 1८००० है। डाक्टरी में सीवन के लिये कंगार के | से तनाव के कारण पीडा तथा अधिक समीप लगाने से 


स्नायु, केट गड ( Cat gut), Silk wormgut, घोडे के वाळ, 
रेशम, सन, चांदी के तार तथा विशेष कर केट गट का अधिक 
प्रयोग होता है। प्रयोग के पूर्व इनका पूर्ण शोधन ( Sterlize 
stion ) होना अत्यावश्यक हे । वेछितकसीवन को (पलाश 
continuous suture क्रह सकते E1 1 वात्कालिक an जो कि 
निर्दोष ( Aseptic) हो वहां इस विधि से सीते हैं-ब्रण के 
एक ओर से दूसरी ओर पक्र ही सूत्र से अविच्दिन्न cis 
छयाये जाते हैं । अस्पान्नरन्तु कुटिल सीव्यते वहुवेटनम। यत्तदे- 
दिलतक नाम छाम्गदौ झुज्यते दुधे: ॥ गोफणिकातीवन को 
Blanket suture कह सते हैं। अधिक विस्तृत तण को 
ara करने के लिये ag सीदन करते हैं । पाटितं योनियुदनो- 
TK वा तथाविवम्‌। देञ्ं स्यूत्वा ययायोगं पुनस्तच्छेदशङ्कया | 
नातिस्थूळे चाविइक्ष्मे aera दे निपात्य च॥ तदासक्तेन सत्रेण 
dat सेवनी छता । चाम्ना गोफणिका प्रोक्ता दुष्करा मन्द- 
बुद्धिमिः । तुन्नतेवनी सीवन को Halstead’s subcuticularstich 
कह सकते हैं | इससे बणोछ पूर्णरूप खे मिल जावे हैं जिससे 
चणवस्तु (Sear) नहीं के वरावर हो जाती है। aa एक्‌ 
तु संदिन्नं सीव्यते तुन्नसेवनी | स्ता योज्या पक्ष्मकोपादी । ऋजुयन्थि 
को Interrupted suture कह सकते हैं। इसका उपयोग 
wean के सीवन में अधिक होवा हे । प्रत्येक टाका 
पृथक पृथक होने से यदि घण में पूय पड़ जाय तो एक दो 
ais ate कर निकाले जा सकते हैं। aie पार्वान्तरं यावद 
“सुदी निपात्य च | संवेष्व्याक्ृषप्य ator aed: सन्विदेनवे ॥ 
क्रियते च ऋ डुनन्विरोष्टादिषु विधीयते ॥ ( हाराणचन्द्रः ) 


देशेऽल्पमांसे सन्धौ च सूची TUSTASAT | 
आयता Sage श्यना मांसले वाऽपि पूजिता ॥२३॥ 
घनुवेक्रा दिता मर्मफलकोशोदरोपरि | , 
इत्येता्रिविधाः सूचीस्तीच्णाम्राः सुसमाहिताः ॥२४॥। 
कारयेन्मालतीपुष्पत्न्वा्रपरिमण्डलाः ॥ २४ Il 


कम मांसवाळे अङ्ग में तथा सन्धियों के सीदन के छिये 
दो अङ्कु छम्वी चथा mega a चाहिये तथा अधिक 
मांस वाळे अङ्ग सें तीन age लम्बी तथा तीन धारा वाळी 
सुई श्रेष्ठ है। मर्मस्थान, वृषणकोप तथा उद्र के सीवन कर्म 
के लिये घचुप के समान देद़ी सूई ठोक होती हे । इस तरह 
मालती ( चमेली ) के पुष्प के gra ( डण्ठळ ) के अग्रमाग 
के समान मोटी, गोळ तथा denn चाळी तीन तरह की 
Gert बनवानी चाहिये ॥ २३-२५॥ 


विमर्शः--चर्दमान में मीषी (Straight ), वक्रमुख ( Half 
Carved )s तथा धनुवक्र (Folly curved) ये सूइयों के 
तीन az si 
नातिदूरे Pree वा सुची कर्मणि पातयेत्‌ | 
दूराहुजो Ager सन्चिकषटे$वलळव्वनम्‌ ॥ २६॥ 
ate के सीवन कर्मे में सूई को न तो भविक दूर तया 


न अधिक समीप प्रयुक्त करना चाहिये अर्थात्‌ टाके न अधिक 
दूर दूर ओर न अधिक पास पास में लगावे । दूर दूर ल्याने 


१४ go 


चणोष्ठ के किनारे टूट सकते हैं ॥ २६ ॥ 
अथ क्षीमपिचुच्छन्नं सुस्यूतं प्रतिसारयेत्‌ | 
प्रियङ्ग्य्जनयष्टःथाह्वरोभ्रचूर्णः समन्ततः ॥ २७॥ 
शल्लकीफलचूणर्ता च्षोमध्यामेन वा पुनः | 
ततो व्रणं यथायोगं वद्‌ध्वा55चारिकप्रादिशेन्‌ ॥ २८ ॥ 
यथोक्त विधि से अच्छी प्रकार सीये हुये त्रण को She 
चख तथा fig (रूई के फोये ) से ढक कर flag, सौवी” 
राक्षन, सुलेठी, लोघ इनके चूर्ण अथवा शक्लकी फल के चूर्ण 
किंवा अतमी के वद्ध की राख छा प्रतिसारण (छिइकाव ) 
कर फिर बग को यथाजास्र नियमानुसार वांधकर जणितोपास- 
नीय अध्यायानुसार आचरण ( पथ्यापथ्य) का आदेश 
करना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
एतदष्टविधं कमे समासेन प्रकीर्तितम्‌ । 
चिकित्सितेपु कातस्तर्थेन विस्तरस्तस्य वच्यते ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार यह अष्टविध शळकमं संक्षेप से यहां कहा दै 
उसका सम्पूर्ण विस्तार चिकित्सा स्थान के अध्यायों में किया 
जायगा ॥ २९॥ 
हीनातिरिक्त तियेक्‌ च गात्रच्छेदनमात्मनः | 
एतात्वतसख्रो5टरबिचे HAM व्यापदः स्मृताः ॥ ३०॥ 
उक्त अष्टविध wand में दीन छेट, आवश्यकता से 
अधिक छेद, तिर्यक्‌ छेद एवं अलावधानी से अपने ही शरीर 
में छेद करना ये चार व्यापत्तियाँ होती हैँ ॥ ३० ॥ 
अन्नानलोभादितवाक्ययोग- 
सयप्रमो हेरपरेश्च भावः | 
यदा प्रयुञ्जीत भिषक कुशं 
तदा स शोषान्‌ कुरुते विकारान्‌ ॥ ३१ Ul 
अज्ञान से, लोभ से, अहित वाकय के योग से, भय से, 
मोह से तथा अन्य किन्ही आशयों से जब वे सर्जन ST | 
( अडुचित दाखकर्म ) का प्रयोग करे तव वह घण में अनेक 
शेष विकारों को उत्पन्न करता दे अथवा घण में दुष्ट पूय- 
रक्तादि विकारों को शेप अर्थात उपस्थित रखता है ॥ ३१ ॥ 
तं क्ञारशल्लाग्निसिरौपधेश्व 
भूयो5मियुल्लानमयुक्तियुक्तव्‌ । 
जिजीविपुदूरत एव वेद्यं ल 
frases विपाहितुल्यम्‌ ॥ ३२॥ 
पुनः क्षार, शख अञ्चि या अन्य Safe ओषधियों से 
अयक्तिपूर्वऊ उस शेष विकार को नष्ट करने का प्रयत्न करने 
वाले वैद्य को wage विषधारी सर्प के समान जान कर 
जीवित रहने की इच्छा करने चाळा ATT दूर से ही 
त्याग देवे ॥ ३२ ॥ 6 
तदेव युक्तं वति समंसन्धीन्‌ _ 
हिंस्यात. सिरा: खायुमथास्थि चेत्र । 
सूखंप्रयुक्तं पुरुष षणेन 
्राणैतरियुङञ्यादथचा कथश्वित्‌ ॥ ३३ ॥ 


१०६ 
RR NAA 
अज्ञ वैध के दारा आवश्यकता से अधिक उस्ब्रा, गहरा, 
उेदामेद़ा तथा अस्थान में प्रयुक्त किया हुआ शंख ममस्थान, 
सन्धियां, लिराण, स्नायु और अस्थिको काट देता है 
अथवा कभी कभी gor भर ही में किसी प्रकार रोगो के प्राणों 
को भी नष्ट कर देता दे ॥ ३३ ॥ 
मः प्रलापः पतनं प्रमोहो 
विचेष्टनं संलयनोप्णते च| 
स्रस्ताङ्गता मूच्छनमूथ्वेवात- 
SHAT रुजो TARA तास्ताः ॥ ३४॥ 
मांसोदकाभं रुधिरव्व गच्छेत्‌ 
सर्वेन्ट्रियार्थोपरमस्तथेव | 
दशाद्धेसड्ख्येष्वपि हि तेषु 
सामान्यतो wag लिङ्गमुक्तम्‌॥ ३५ ॥ 
ana आपे ( पांच ) मर्म स्थानों में उत या वेध होने 
से भ्रम, प्रलाप, शक्ति या देह का पात, प्रमोह् ( चित्त नादा), 
हस्तपाद का पटकना या देह का Sez पछट करना, सलयन 
Café), शारीर की उष्णता बढ़ना, ag तथा सन्धियों में 
after, वेद्दोशी, ऊर्ध्वचात या asda होना, चात 
जन्य भिन्न भिन्न तीव्र वेदनाएँ, मांस के daa के समान 
रङ्ग के रक्त का निकलना तथा सर्च प्रकार के इन्द्रियाथाँ 
के प्रहण शक्ति का विराम होना ये सामान्यतया छण 
होते हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूत॑ 
रक्त Be FIIs वायुः | 
करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्तां- 
शिछन्नासु भिन्नास्वथवा सिरासु ॥ ३६॥ 
सिराओं छे छिन्न तथा भिन्न होने पर चीरवहूटी के समान 
छाछ रट्ट का रक्त घाव से अधिक मात्रा में निकलता है तथा 
वायु प्रकुपित होकर अधिमन्थ शिरो रोग आदि विविध 
विकारों को उत्पन्न करता हे ॥ ३६॥ 
विमशः-धातुक्षयात खुते रक्ते मन्दः संजायते$निळ. । पव 
नश्च पर कोप याति । रक्तादिलुतिजतेगा ~ तदतिप्रदृत्त | 
मितापमान्ध्यमाचतेपादीश्च करोति ॥ 
कोब्ज्यं शारीरावयवावसादः 
क्रियास्वशक्तिस्तुसुला रुजश्च | 
चिरादू son रोहति यस्य चापि 
तं स्नायुग्डिं मठुज़ व्यतरस्येत्‌ || ३७ || 
कुबढ़ा होना, शारीर के अवयथो में रानि, शारीरिक 
क्रियाओं में अशक्ति, तीच वेदना तथा बण का देरी से रोहित 
दोना ये रनायुविद्ध के छक्षण हैं ॥ ३७ ॥ 
शोफातिबृद्धिस्तुमुला रुजश्च 
TAIT Gag भेदशोफी | 
wey सन्धिष्वचलाचलेषु 
स्यात्‌ सन्धिकर्मोपरतिश्च लिङ्गम्‌ ॥ ६८॥ 


सुश्रुतसंहिता 


PPPL PL LPL LLP PLL 


शोफ झी भधिक वृद्धि, भयङ्कर वेदनाएं, वळ को क्षीणता, 
पर्वा (जोड़ों) में स्फोटन की पीड़ा और शोथ तथा 
सन्धियों फे कार्य ( गति, चेष्टा, संकोच, विस्तार ) का उपरम 
(अभाव) होना ये सब sas तथा चल सन्धियों के छत दोने 
के छत्तण हैं ॥ ३८॥ 
विमर्श1/--सन्धिमेदा --शासासु ६न्वो' कर्यात चेष्टावन्तश्च 
सन्धयः । शेपास्तु सन्धयः सर्वे विधेया दि स्थिरा gee कषस्यिया 
की aftaat को Jowts or Articulations कहते #1 
अधिक erste Diarthroses or Movable Joints, ereq- 
चेष्टा धील Amphiarthroses or mixed Articulations 
aig, अचळ या स्थिरसन्पियाँ Synarthroses or Immo- 
vable Joints कर्मा परतिः कर्मनाश ( Loss of function ) | 
घोरा रुजो यस्य निशादिनेपु 
सर्वास्थवस्थासु न शान्तिरस्ति | 
दृण्गाउद्न सादी AAA रूच्त- 
स्तमस्थिविद्धं मनुजं व्यवस्येत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस मनुष्य के रात और दिन में भयङ्कर पीढाएं होती 
हाँ, किसी भी अवस्था में रखने पर भी शान्ति न मिळती 
हो तथा प्यास, अङ्गां में पीडा, शोथ और रूएता रहती हो तो 
उसके अस्थि में विद्व हुआ जानना चाहिये ॥ ३९॥ 
यथाखमेतानि विभावयेयु- 
लिंज्ञानि-ममेस्व॒भिताडितेषु | 
स्पशं न जानाति विपाण्डुचर्णो 
यो मांसमर्मेणयभिताडितः स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
सिरा, स्नायु, सन्धि भौर अस्थि इन मर्मा में चोट छूगने 
पर ये पूर्वोक्त लक्षण क्रमशः अपने अपने समझने चाहिये । 
मांसमर्म के ताडित होने पर स्पराज्ञान का अभाव, शरीर 
या स्वचा'के चर्ण का विशेषतया पाण्डु हो जाना ये sq 
होते हैं ॥ ४० ॥ 
आत्मानमेवाथ जघन्यकारी 
xan यो हन्ति हि कर्म छु्वेन्‌ । 
तमात्मवानात्मदनं कुवैद्य 
विवजेयेदायुरभीप्समानः॥ ४१ ॥ 
कुत्सित तथा हीन कर्म करने चाला aa शखकर्म के समय 
असावघानी से अपने ही अङ्ग को काट देता है ऐसे आत्म- 


घाती gaa को आत्मा का हित और दीर्घायु की कामना- 
वाळा मनुष्य छोड़ देवे ॥ ४१ ॥ 


तिय्येकप्रणिहिते we दोषाः पूरवसुदाह्वताः | ! 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ छुर्याच्छत्रनिपातनम्‌ ॥9२॥ 
शाख के तिरछा चळाने से जो दोप उत्पन्न होते हैं उन्हे 
अग्रोपहरणीय अध्याय में कह चुके दें इसलिये दोषों का परि- 
हार करते हुए शख का अवचारण ( प्रयोग ) करना चाहिये ॥ 


मातरं पितरं पुत्रान्‌ बान्धवानपि चातुरः | 
अप्येतानभिशङ्केत वैद्ये विश्वासमेति च ॥ ४३॥ 


vv 


4 os 


Rom : ac FG - > 
अध्य J सत्रत्यानंम | ae we et eee ee 
POLL LL LLL OL OL LP LL LOLOL PLO LLL LO LLL OL LLL ELELL LLP LOL LL PLP PL PPL PEL POL EP PPP PPEL PEOPLE PPL OPEL EPP LP पक PL 
विद्धनत्यात्मनाउ5त्मार्न न चनं परिदाङ्कते ! ag स्प खिद होदा है। वह दो प्रकार का दै 1 झारीरिम औौर 
RA Wad पालवदातर मिषद्ध ॥ ४21 गन्तु ॥ २ | 
स्यावि पुरुष साता, पिता, ga और बन्दर में विमर्भः--झिस्यः ऋच्द Sag ठया शर झछाका ये दो 
अङ्कित भन होकर रहता दे किन्तु चंच नें पूग विश्वास करता | अय दात St “दा पति ged agai”, यल्किख्धिदाबावकर चररि 
है ठया अपने दारीर को वेद्य के भरोसे छोड़ देता दै, | वत्तर्वेतर प्रवदन्ति व्यक! इस परिभाषा वळसे we तथा 
Da =: 
उसमें किसी भी cen dtag नहीं करवा ढे इसलिये | ttc दोनों ग्रह्वीव होते हैं। 


सच्चा वैद्य उस रोगी का अपने पुत्र के समान fafeak® 
दारा रवर करे! 2३-६२ ॥ 


घर्माथों कीर्विमत्यय सवां अइणमुचसप । 


Waa Sisal दितमारम्थ कपणा HZ 
इश तरह fama (daa) कम ( चिह्नित्सा ) 


करने वाडा वेच ad, कर्य, अविक कीर्ति, सज्जना में आदर 
TEN और स्वर्गवास को शाप करता हे ॥ ४० ॥ 


कर्मेगा कश्रिदेकेन द्वाभ्यां कञ्चित्त्रिसिस्वया | 

~ = Grasfact 2 tn ~ 

विकारः साद्यते कद्चिवतुर्सिरपि कर्मभिः ॥ ४६॥ 
इति सुश्रवर्सदिताचां सुत्रस्यानेऽएनिघशद्रकमीयो 


न्द्र 
Lk 


नाम पञ््चबिशोऽव्याय. २५ ॥ 


NNN 


कोई रोग एक कर्न सें, कोई दो क्म से, 
से तथा कोई चार कर्म से ट्रक होचा ह 1 ४६ ॥ 
fiat दाव्य से वघ्टविव्णखतार, 
से वमन, विरेचनादिक saris 
aiff वद्विप्परिमानन क्न 1 रोगों को 
साय चा नागे पीछे कई कन किये 
इत्यायुवेंद्वच्चसन्दीपिकामायायां सृत्रस्याने 2विच- 
शचकर्मीयों नाम पञ्चविश्चोऽव्यायः ॥ रण 1 


ङष्टुडिड 


NN EVA ae 


f 


es ~ 
-चड्विदातितमोडच्याय! | 
घथाचः प्रनप्रराल्यवित्ञानीयमध्याचं व्यास्यात्यामः 1१1] 
यथोवाच भगवान घन्दन्तरिः ॥ 
अब इसके अनन्तर प्रनद्ट्त्यविष्ानोच नामक अध्याय 
का वर्गच करते हैं जला कि भगवान्‌ घन्चन्चरि ने सुद्रत के 
fea कहा था ॥ an 
_ विसर -अनश्स्यादि का तात्पर्य दै क्रि जो aes बाहर 
से झरीरक भीचर सांतादि धातु में प्रविष्ट होकर प्रन 
(अद॒झित ) दो जाता दै उसें-कहां स्थित दे! आदि जानने 
का प्रकारा 
‘gia’, “बत? आशुगमने घातुः | तस्य शल्यमिति 
रूपम्‌ | वद्‌ द्विविवं-शारीरमागन्तुकबत्व 1321 
SLIM स्वद्‌ ये दो घातु आशुयनन अर्थ रें हैं उनसे 


“दड्युद” इस नौणादिक सूत्र से चत्‌ अध्यय करने पर झत्य 


(र्मनु 
तर्क अनत दिखाया हि “1 तुन्तत्व fe _ = 
aie छस्यन्‌। ge दिचार्वां वातन्नत्व कथ्मनिति रूपर्‌। छठे 
Sat = aT aft C= 
<a घावुस्दस्व वा झरमिति रून । 


सर्वेशरीराबाघकर शल्य, 
शत््यशादत्‌ 1४1! 
समस्त गरीर में जो वाघा या पीडा करवा हो उसे शरः 
कहते हैं। उसी झत्य को निकालने के ळिये यहां उपदेश 
दिया जावा दै इसलिये इत को शब्यशाल कहते Enea 
विमज्ना--सरीर ग्रहण से सन का अहण स्वतः ही हो 
लावा है जैसा कि गीतम चे 'न्यायतृत्रः में कहा है “वेशरिचा- 
Fat SUL अन्तः्वास तथा अन्नपानादिक भी अन्तः" 
झी होते दै अतः उप्हें शत्यः नहीं कदा जाय इस ळिये 
“दाघाकरः शब्द दिया दे । यदि अन्न भी अविक मात्रा में या 
दूषित रूप में लिया जाय चो शारीर में बाघाकारी हो कर 
“शाक्य? हो सकता दे । इस तरद 'दारयः wz से शरश्चळाकरा, 
ag dad अपि हु यावन्मात्र भाव जो कि करीर को पीडा 
ua समस्त “शर्त? हो सकते ढे । जसा कि प्रयनाध्याय 
में कहा sow नाम विविवदृगक्राष्पाषाणर्याशु छोइलोश- 
टिंवालनखदूबान्नावान्तर्गम खल्सोदडरपार्थ, यन्त्रश्नतन्ञाराग्तिप्रणिवा- 
नत्रगविनि्चयार्य च?! 
तत्र शारीरं रोमनजादि धातवोऽन्नमला दोषाश्च 
दुष्टाः । आगन्त्रपि शारीरशल्यव्यविरेकेण यावन्वो 
भावा दुः बुत्पादयन्ति 12॥ 
जारीरिळ और ergs ऐसे शाट्य के दो सेद किये गये है 
उनमे दुन्ठ, रोम, नख, caw आदि तया रादि घाव, अन्न, 
ae ठया दूषित हुये वावादि दोष वे शारीरिक शत्य हैं एवं 
इन शारीरिक घ्या के अतिरिक्त संसार क यावन्मात्र पदार्थ 
जो कि दःख उत्पन्न करें उन्‍हें रागन्तुक sey ( Foreign 
body ) कहते दें ॥ ५ ॥ 
तिमा ee Ice पुनदिविदा'-संभदेण ASTI. प्रसाद> 
मूत्राश्च। ठन्न ABST FT TAA: च्युत्तयया--शरी- 
esate: Caan afeget: परिप्रकाश्व धातवः प्रकुपिः 
दाश्च वाउपिचइलेम्नागः, ये चान्येऽपि केचिच्छरीरे विठन्वी भावाः 
शरीस्स्योपवातायोपपधन्ते सर्वास्वाच्‌ मळाद संचदमदे। (चरक) । 
अधिकारो हि लोहइवेणुट्नकणश््न्गास्थिमयेषु; 
तत्रापि विशेषतो लोहमवेष्वेच, तिशसचार्थापपन्ञत्वा- 
ह्लोइस्य, लोद्दानामपि दुवरित्वादरुसुखत्वाद दूरप्रयो- 
जनकरत्वाच शार एवाबिक्छवः ॥ ६ ॥ 
स्वर्ण, र्व, वानर, छोहादि wg ठया चांस, रड, दृग, 


EE 


१०८ 


हक, अस्थि आदि से बने पदार्थों में cena का अधिकार 
है उन में मी विशेषतया हिंसाय॑ प्रयुक्त होने के कारण लोह 
के पदाथों में शर्य शब्द प्रयुक्त होता st छोहों में भी 
दुर्वारण होने से, सूचममुय होने से तथा दूर से भी छोडने 
पर ळचयवेधक होने से ‘sea? ges से वाण? का ही अधिक 
तर ग्रहण होता हे ॥६॥ 

चिमर्व'-_प्राचीनद्राळ में युद्ध के लिये awit का प्रयोग 
होता था तथा ये अत्यन्त तीचंग मुखवाले और कठिन होते 
थे एवं दूर से ही वेग के साथ आकर sane को छेद्कर 
शरीर में प्रविष्ट हो के पीड़ा करते थे इस तरह शस्या 
का उदय प्रथम gaat को निकालने लिये हुना था 
अतः सम्पूर्ण शसचिकित्सा? का गव्यचिकित्सा या शस्यनन्त्र 
नाम पडा । 


स द्विविधः कर्णी, ऋच्णश्च। प्रायेण विविधवृत्तपत्र- 
पुष्पफलतुल्याक्वतयो व्याख्याता व्यालमृगपत्निवकत्र- 
सदृशाश्च ७॥ 


यह वाण दो प्रकार का होता दै। प्रथम wigan और 
द्वितीय कर्णेरदित्त । ये चाण प्रायः अनेक प्रकार के ga, पत्र, 
पुष्प और फलों के थाकार के समान तथा हिंसक सर्प, मग 
पछियों के मुख के समान आङ्कति चाळे होते हैं ॥ ७॥ 


विमर्श'--जिनके पीछे कुछ छमा हो अर्थात्‌ वढिस के 
समान कार्टा वाळे हों वे ळर तथा जो विल्कुल सीधा हो 
वह teri होता हे । sg पीपल के पत्ते के समान चौडी और 
चपटी नोक वाले, कुछ कनेर के पत्र के समान set तथा 
घपटी नोक वाले, कुछ माळतीकलिका के सदा गोळ नोक 
चाले, कुछ एूछायची के समान तिघारी नोक युक्त तथा कुछ 
सिंहसर्पादि के सुतर के समान नोक चाले होते थे! 


सर्वेशल्यानान्तु महतामणुनां चा पञ्चविधो गतिः 
विशेष ऊब्यरमथोऽ्चाचीनस्तिय्यंगृजुरिति ॥ ८॥ 

वडे "या छोटे सर्व प्रकार के दल्यो की पांच प्रकार की 
गति होती हे जैसे ऽपर, नीचे, विपर्यस्त, fda और सरळ ten 

तानि वेगक्षयात्‌ प्रतिघाताद्रा त्वगादिषु त्रगस्तु- 
प्ववतिष्ठन्ते | घमनीस्रोतोऽस्थिविवरपेशीभ्रश्निप बा 
शरीरप्रदेशोयु ॥ ९॥ ह” 


चे दास्य वेगक्षय होने से, प्रतिघात से त्वचा आदि बण 
वस्तुओं में किंवा घमनी, daa, अस्थिविवर और भांसपेशी 
आदि दारीर के प्रदेशों में अवस्थित हो जाते  ॥ ९॥ 

व तत्र शल्यलनषणमुच्यमानसुपघारय | तत्त द्विवि- 
घं-सामान्यं चेशेपिकव्च | श्यावं पिडका55चितं शोफ- 
वेदनावन्वं Bede: शोणितास्राविणं वुदवुदवदुन्नतं 
Terie भरण जानीयात्‌ सशल्योऽयमिति | सामान्य- 
मेतललनगणमुक्तप्र AM १० ॥ 


_उन स्थानों में स्थित होने पर जो शल्य के wan होते हैं 
उन्हें कहता हूं श्रवण करो । वह लक्षण दो प्रकार का हे, एक 
सामान्य त्तया दूसरा विशेष । यदि बण ज्यामवर्ण का पिंडकाओं 


सुश्रतसंहिता | 


OSI ES TS Spar PTC OR NEG ODD DE POO 
rr PPR PI PP LPL PPL LLP PP PPP PP PPPS A 


PAL 


से युक्त, शोफ ओर पीदा वाळा, वार वार THAN होता हो, 
gege उठते हों और सुळायम माँस हो ऐसे घण को wer 
युक्त समझना चाहिये । यह सामान्य लक्षण कहा है ॥ १०॥ 


वैशेषिकन्तु--त्वग्गते विवर्णः शोफो भवत्यायतः 
कठिचतश्च | मांसगते शोफाभिवृद्धिः शल्यमागानुपस- 
रोहः पीडनासद्दिष्णुता चोपपाकी च । पेश्यन्तरस्थेऽ- 
Gata चोपशोफवजेमू | सिरागते सिराऽऽघ्माचं 
सिराशूल॑ सिराशोफ्च | स्नायुगते रनायुजालोत्तषणं 
संरम्भश्चोग्रा सक च | ख्रोतोगते aaa स्वकम 
णहानिः॥ ११॥ 

विशेष cout में त्वत्रागन शल्य होने पर त्वचा का रङ्ग 
चदुळ जाता दै तथा वहां विस्तृत और कठिन शोध होता दै। 
मासगत दाठ्य होने पर शोफ की अधिक gfe, wet के मार्ग 
का रोपण नहीं होना, पीडन करने से असद्यता (Tenderness) 
तथा वहां चोप ( दाह ) और पाक होता हे । पेशी में शल्य 
होने पर भी चोप तथा शोफ के दिना उक्त लक्षण ही होते 
हं। सिरागत शल्य होने पर सिराओं का रक्तावरोध होना, 
gent, सिराओं में वेदना और सिराशोफ ( Phlebras) ये 
लक्षण होते हैं। स्नायुगन शल्य होने पर स्नायु का संकोच, 
तीब्र शोथ और भयद्धर पीड़ा ये een होते हैं। ख्रोतोगत 
शल्य होने पर उनके कार्य का नाश यह SIT होता है ॥११॥ 


घमनोस्थे सफेनं रक्तमीरयन्ननिलः सशब्दो निर्ग- 
च्छत्यङ्गमदंः पिपासा हल्ञासश्च | अस्थिगते विविध- 
चेदनाप्रादुर्भावः शोफश्च | अस्थिविवरगते5स्थिपुर्ण- 
ताऽस्थितोद" deat बलवांश्च | सन्घिगते5स्थिवेष्टो- 
परमश्च कोएगत आटोपानाही मूत्रपुरीपाहारदर्शनच्च 
सर्मेगते Ce 
ब्रणमुखात्‌ । Wad समेविद्धवच्चेष्टते | सूद्ष्मगतिपु 
शल्येष्वेतान्वेच लक्षणान्यस्पष्टानि भवन्ति ॥ १२॥ 
घमनीगत Wer होने पर फेनवाळे रक्त को वाहर 
निकाळता हुआ वायु शब्द्‌ करता हुआ निकलता है तथा 
aque, पिपासा और जी मिचलाना ये लक्षण होते हैं। 
अस्थिगत Tea होने पर अनेक प्रकार की पीड़ाओं का होना 
तथा शोफ ये can होते हैं। अस्थिविबरगत शाक्य होने पर 
उसका भर जाना, उसमें GE चुभोने की सी पीड़ा होना 
तथा बलवानू संहर्ष (deca या चेचेनी ) थे लक्षण होते 
हैं। सन्धिगत शल्य होने पर अस्थियत शदय के समान लक्षण 
होते हैं तथा उनकी चेष्टाओं का नाश हो जाता है। कोएगत 
शल्य होने पर आटोप ( युइयुड शब्द ), आफरा होता है 
तथा जण के मुख से मूत्र, मळ और आहार आता हे 1 मम॑गत 
शल्य होने पर मर्मविद्ध के समान चेष्टा करता हे । सूदमगति 
वाले श्या में भी ये ही लक्षण अस्पष्टरूप में उत्पन्न होते हैं ॥ 


महान्त्यल्पानि वा शुद्धदेहानामनुलोमसन्निविष्टानि 
रोहन्ति, विशेषतः कण्ठस्रोतःसिरात्वकपेश्यस्थिविव- 
रेयु | दोषप्रकोपच्यायामासिघाताजीर्णेभ्यः प्रचलितानि 
पुनर्बाधन्ते ॥ १३॥ 


PPPS: 


TIT २६ | 


शुद्ध शरीर वाले मनुष्यों में रोमा के अनुकूल प्रविष्ट हुये 
छोटे या वडे सर्व प्रकार के शल्य तथा विशेष कर कण्ठ, 
स्रोतस, सिरा, त्वळू , पेशो और अस्थिविवरगत neat के 
घण रोहित हो (भर) जाते हैं किन्तु दोषा. छा मकोप; 
व्यायाम, अभिधात और अजीर्ण से चलायमान होकर शरीर 
को फिर वाघा पहुंचाते हैं ॥ १३॥ 


तत्र, त्वकप्रनष्टे स्तिग्धस्विन्नायां मृन्मापयत्रगोधू- 
सगोमयमृदितायां त्वचि यत्र संरस्भो वेदना वा भवति 
तत्र शल्य विजानीयात्‌ । स्त्यानघृतसृदन्दनकल्केर्वा 
प्रदिग्धायां शल्योष्मणाऽऽशु विसरति धृतसुपशुष्यति 
वा लेपो यत्र तत्र शल्यं विज्ञानीयात्‌। मांसप्रनष्टे 
स्नेहसेदादिमिः क्रियाविशेपेरविरुद्धेरातुरसुपपादयेत्‌ ; 
कर्शितस्य तु शिथिलीभूतमनववद्धं क्षुभ्यमाणं यत्र 
संरम्भं वेदनां वा जनयति तत्र शल्य विजानीयात्‌ | 
कोष्ठास्थिसन्धिपेशीविवरेष्तवस्थितमेचमेव परीक्षेत , 
सिराघमनीखोतःख्रायुध्रनष्टे खण्डचक्रसंयुक्ते याने 
व्याधितमारोप्याशु तरिषमेऽध्वनि यायाद्‌ यत्र संरम्मो 
वेदना वा भवति तत्र शल्य विजानीयाच्‌ | अस्थिप्रनष्टे 
स्नेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि बन्वनपीडनाभ्यां भ्रुशमुपा- 
'च्रेद्यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शाल्यं विजानी- 
यात्‌ aan स्नेह्स्वेदोपपन्नान्‌ सन्धीन्‌ प्रसर” 
णाकुव्वलवन्वनपीडनेभ्रशमुपाचरेत , यत्र संरम्भो वेदना 
वा भवति तत्र xed विजानीयात्‌। wane त्वन- 
न्यमावान्मर्मेणासुक्तं परीक्षण भवति ॥ १४॥ 
त्वचा में शल्य छिपा हुआ हो तो उसको तेल से स्निग्ध 
तथा स्वेदन से स्विन्न करके मिट्टी, उडदी, जौ, गेहूं और 
गोवर इनमें से किसी एक के द्वारा रगडने पर त्वचा के उस 
स्यान में संरम्भ ( शोय या सुर्खी या सुरतुराहट) और 
पीड़ा प्रतीत दो तो वदां शल्य हे ऐसा जानो । अथवा जमा 
हुआ घी, मिट्टी और चन्दुन का लेप करने से यदि शल्य हो 
तो उसकी गरमी से शोध ही वह घृत फैलता है तथा लेप 
सूख जाता है। मास में शल्य के द्विप जाने पर स्नेहन, 
स्वेदन आदि जविरुद्ध विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिकित्सा 
करनी चाहिये | दुबले पचले मनुष्य का ढीला, नपने स्थानसे 
सुक्त वया चुभित किया इुआ दारय जहां पर भी लालिमा, 
शोथ और पीड़ा उत्पन्न करता हो वहां ही उसे स्थित 
समझना चाहिये | कोष्ठ, अस्यिविवर, सन्धिविवर और पेशी 
विवर में भनष्ट शल्य की सी इसी प्रकार परीक्षा कर स्थान 
निद्चिति करें । सिरा, घमनी, dae और स्नायुओं में wea 
गुप्त हो तो टूटे हुये पहिये की गाड़ी में रोगी को विठा कर 
विषम (देडे मेढे) मार्ग से चलाने से जहां पर संरम्भ 
Cadi, शोथ) और वेदना प्रतीत हो वहीं शल्य है ऐसा 
जानो । अस्थि के अन्दर gers गुप्त होने पर स्नेहन तथा 
स्वेदन से युक्त सन्धियों का बन्धन तथा पीड़न से अत्यन्त 
उपचार करे तया ऐसा करने से जहां संरम्भ और वेदना हो 
वहीं शक्य की स्थिति जानो । सन्वि में शादय के गुप्त होने पर 


म्यप्य्य्प््फ्प्प्फ्प्प्प्प्फ्क्प्फ्क्प्प्प्प्फ्प्प्प्प््प्प्प्प्प्समम्य्म्य्म्म्क्म्म्फ्प्प्प्ण्पक्प्क्क्प्प्ण्ण्ण्प्ण्प्प्प्प् 


१०६ 


NNN 


अथम सन्धियों पर स्नेहन और स्वेदन करके फिर उन्हे 
प्रतारण, आङ्ञ्चन, ar और पीडन आदि क्रियाओं से 
उनका उपचार करना चाहिये ! ऐसा करने से जहां भी संरग्म 
तथा वेदना हो वहीं wea समझना चाहिये। adena में 
शल्य गुप्त होने पर सिरा, मांस आदि स्थानों से अतिरिक्त 
मर्म न होने के कारण sage लिरामांतादि स्थानगत शल्य 
परीक्षा विधियों से ही ममंगत दाउ्य के अस्तिस्व का पता 
छया लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 


सामान्यलक्षणमपि च हस्तिस्कन्धाश्वप्र्पवतद्रुमा- 
रोहणघचुर्यांयासटटतयाननियुद्धाध्वगमनलङ्घनप्रतरण- 
घुबनव्यायामेज म्भोड़ारका सच्तवधुष्ठीवनहसनप्राणाया- 
मेवांतमूत्रपुरीषशुक्रोत्सगेंबा यत्र संरम्भो वेदना वा 
भवति तत्र शल्यं विजानीयात ॥ १५॥ 


ga शद्य के सामान्य विज्ञानोपाय--जैसे हाथी के कन्धे 
पर वेठने से, घोडे की पीठ पर बैठने से तथा पहाड और 
पेडा पर चढ़ने से, धनुप के तानने, व्यायाम करने, शीघ्र 
चलने, वाहुयुद्ध, मार्ग में चलने, खड्डे को छांघने, नदी को 
तेरने, ऊचे कूदने और व्यायाम करने से तथा जमुद्दाई, 
उकार, कास, Gis, छीवन, हसने और प्राणायाम करने से 
एवं वात, सूत्र भौर मल के उत्सर्ग करने से जहां पर सुखां, 
शोथ अथवा पीड़ा होती हो वहाँ ही शल्य है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ १५॥ 


विमर्शः--सक्षेपेण प्रवन८शल्यल्क्षणम-सामान्येन सशब्यन्तु 
क्षोमिण्या क्रियया cea । वत्तं एथु चतुष्कोणं तरिपुटञ्च समाप्तत । 
अइइ्यशल्वसंस्थानत्रणाऊत्या विमावयेत ॥  वाग्मट ) 


भवन्ति चात्र-- 


यस्मिस्तोदादयो देशे gaat गुरुताउपि च! 

घट्टते बहुशो यत्र Gat तुद्यतेडपि च ॥ १६॥ 
आतुरख्यापि यं देशमभीद्णं परिरक्षति | 
संवाह्यमानो बहुशस्तत्र शल्यं बिनिदिशेत्‌ ॥ १७ ॥ 


शरीर के जिस ag mag में सूई चुभोने की सी पीड़ा, 
Gaal, गुरुता प्रतीत हो तथा घर्षण करने से खाव निकलता 
हो तथा भघिक पीड़ा प्रतीत हो तथा रोगी जिस स्थान की 
निरन्तर अधिक रक्षा करता हो एवं जहाँ वार वार संवाह्य 
सान अर्थात्‌ दुवाता हो वहीं शर्य समझना चाहिये ॥१६-१७॥ 


अल्पावाघमशूतञ्च नीरुजं निरुपद्रवम्‌ । 

प्रसन्न॑ agreed निराघट्टमतुन्नवम्‌ ॥ १८॥ 

एषण्या सर्वतो चट्टा यथामार्ग चिकित्सकः | 

प्रसाराकुव्वनान्नूनं निःराल्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १६॥ 

जहां पर पीड़ा कम हो, शोथ न हो, रुजा न हो, किसी 

प्रकार का उपद्रव न हो, देखने में रोगी अथवा वह स्यान 
प्रसन्न या निर्मळ दीखता हो, जिसके पर्यन्त (किनारे ) 
सुळायम हो, निश्चल हो, ऊंचा उठा हुआ प्रतीत न हो, ऐसे 


= 
SAA! शल्यापनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर शब्यापनयनीय अध्याय का चर्णन 
करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के fea 
कहा था॥ १-२॥ 

शल्यं द्विविधमू-अवबद्धभनवबद्धव्व ॥ ३ ॥ 
mea के दो भेद होते हैं। एक अवबद्ध अर्थात्‌ धातु में 
ससक या गदा हुआ तथा दूसरा भनववद्ध या शिथिछ॥ ३॥ 
तत्र समासेनानवबद्धशल्योद्धरणार्थं पद्चदश हेतून्‌ 
बच््यामः | तद्यथा--स्वभावः, पाचनं, भेदनं, दारणं, 
पीडनं, प्रमाजेन, निर्ध्मापनं, बसनं, विरेचनं, प्रक्षालनं, 
प्रतिमशः, HATE, आचूषणम्‌, अयस्कान्तः 
हपेश्वेति ॥ ४॥ 

उनमें से aaa mea को निकाछने के लिये सत्ेप से 
पन्द्रह उपाय घताते हैं जेते स्वभाव, पाचन, भेदन, दारण, 
पीडन, प्रमार्जन ( घखादि से पॉछुना ), नस्यादि से निर्ध्मा- 
पन, वमन, विरेचन, प्रताळन, प्रतिम, प्रवाहण, भाचूपण, 
अयस्कान्त तथा ET ॥ ४॥ 


घण को उसके मार्ग के अनुसार एपणी (Probe) से की 
भांति देखकर तथा उस अङ्ग का प्रसार शौर स्केच क 
मळी प्रकार परीक्षा करके TEA रदित हे ऐसा निर्देश या 


निदान करे ॥ ६८-१९ ॥ _ 
विमशे।--भाजकल X-Ray के द्वारा वाष्प्प्रविष्शव्य 


( एन body ) का पता लगा लेते ra 
UNM भज्यते तु शल्यमन्वश्च शीय्येते | 
प्रायो नियुज्यते शाहुमायसद्वेति निञ्चयः॥ २०॥ 
अर्यिरूप शब्य भीतर हो भीतर दो तीन भागों में टूर 
जाता है तथा कणशः फूट जाता है तथा श्व और लोह का 
शल्य प्रायः टेढ़ा हो जाता है यह निश्चित है ॥ २० ॥ 
बार्चबैणवतार्णानि निहियन्ते छु नो यदि । . 
पचन्ति रक्तं मांसञ्च त्तिम्रमेतानि देहिनाम्‌ ॥ २१॥ 
वृक्ष, वांस भौर तृण के शल्य शरोर के भीतर घुसने 
पर यदि उन्हें न निकाळा जाय तो वे शीघ ही रक्त और 
भांस फो पका देते हैं ॥ २१ ॥ 
कानकं राजत ताम्र रेतिक त्रपुसीसकम्‌ । 
चिरस्थानाहिलीयन्ते पित्ततेजःप्रतापनात्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वभावशीता मृदवो ये चान्येडपीहशा मताः । 
दरवीभूताः शरीरेऽस्मन्नेकृत्वं यान्ति धातुभिः 11२३! 
इसी तरह सुवर्ण, चांदी, ताम्वा, पित्तल, रांगा और 
सीसा इनके ल्य शरीर में अधिक समय तक पड़े रह जांय 
तो थे शरीरस्थ पित्त के तेज से तप या गलकर वहीं विलीन हो 
जाते हैं । इसी प्रकार स्वभाव से जो सौम्य भौर ae अन्य भी 
कोई ऐसे ही शर्य हों और घे अधिक समय तक शरीर ही में 
रह जाय तो वे भी पित्त की गरमी से पिघल कर शारीर की 
रसरक्तादि धातुओं के साथ एकस्वरूपता को प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
बिषाणद्न्तकेशास्थिवेणुदारूपलानि तु | 
शल्यानि न विशीयेन्ते शरीरे मृन्मयानि च 11२४॥ 
सींग, दांत, केश, afta, वांस, छकड़ी, पत्थर और मिट्टी 


के शक्य शरीर में अधिक समय तक रहने पर भी हुत होकर 
नष्ट नहीं होते हैं ॥ २४ ॥ 


द्विविधं पद्नगतिमत्त्गादित्रिणवस्तुषु | 
विश्लिष्ट वेत्ति यः शल्यं स राज्ञः कतुमहेति ॥ २५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रनष्टशल्यविज्ञा- 
नीयो नाम षड़बिंशतितमोऽध्यायः॥ २६॥ 


विमर्श.---1,०४0 stone ) से आकर्षण कार्य होता है । 
तत्र, अश्रुक्षबथूद्वारकासमूत्रपुरीपानिलेः 'स्वभाव- 
बलम्रवृत्तेनयनादिभ्यः पतति । मांसावगाढं शल्यम- 
विदह्यमानं पाचयित्वा प्रकोपात्‌ तस्य पूयशोणितवेगादू 
गौरवाद वा vata | पक्कमभिद्यमानं भेदयेद्दारयेद्‌ 
घा | भिन्नमनिरस्यमानं पीडनीयेः पीडयेत्‌ पाणि- 
भिर्वा | अणल्यत्तशल्यानि परिपेचनाध्मापनेर्बालः 
वस्षपाणिभिः प्रभाजयेत्‌ । आद्दारशेषश्लेष्महीनारु- 
शल्यानि श्सनोत्कासनप्रधमसैनिर्धमेत्त | अन्नशल्यानि 
चमनाङ्लिप्रतिमशप्रशृतिभिः । विरेचनेः पक्काशय- 
गतानि | ्रणदोषाशयगतानि प्रक्षालनेः | वातमूत्नपुरी- 
षगर्मसङ्गेषु WTAE | सारुतोद्कसविषरुधिर- 
दुष्टस्तन्येष्बाचूषणमास्येन विषाणेर्वा । अलुलोमसनव- 
बद्धमकणेमनल्प्णसुखसयर्कान्तेन | हृयवस्थितमनेक- 
कारणोत्पन्नं शोकशल्यं हर्षणेति | ५ ॥ 
इनमें से आंसू बहाना, HS लेना, डकारे शाना, कासना 
तथा सळ, मूत्र और वायु का निकलना ऐसे इन स्वाभाविक 
रूप से प्रत उपायों हारा नेन्नादि समस्त शरीर के स्थानों से 
शल्य बाहर आ गिरता है। मांस में गहरा स्थित शल्य यदि 
स्वयं न पकता हो तो उसे ओषधियों के ane से पकाना 
चाहिये । पकने से वह पूय और रक्त फे वेय के साथ अथवा 
स्वयं के भारीपन से बाहर निकल भाता हे । पकने पर भी 
यदि नहीं फूटता हो तो उसे शखर द्वारा भेदन करना चाहिये 
अथवा उष्ण ओषधियों के लेप से विदारण करना 'ाहिये। 
भिन्न होने पर भी जो शल्य या पूय बाहर नहीं भाता हो तो 


UIA 


जो चिकित्सक कर्णी और seen ऐसे द्विविध शल्य को 
जानता हो तथा ऊर्ध्वांधोभेद्‌ से उनकी पाँच प्रकार की गति 
यों को जानता हो तथा त्वगादि ब्रणचस्तुओं में उनकी 
विविध प्रकार की ga या स्पष्ट स्थिति को जानता हो वही 
राजा का चिकित्सक वनने योग्य है ॥ २४॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने प्रनष्टशल्यविज्ञा 
नीयो नाम पड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


NUN YUNA 


अध्यायः २७ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१११ 


a डि अक्का PPR Fe e306 ADSI RUE HPP RIPOFF MERE ED PREP RT SNP वात SS YE 0 TOPLESS PEPSI ब 5h 
OPEL PPP PPP NP PLP PPP PP APPLE FPP PF PPLE PL PPL PASAT PANS PANS PP PPLE LLLP PPL PPP PPL PL PPLE PL PLL PP POP PPP PLP S 


उसे पीइनीय ठब्यों के लेप से अथवा हस्त से दवा कर बाहर 
निकालना चाहिये। इन्द्रियों के aaa शरयों को परिपेचन, 
या आाध्मापन से RW चाल, कपडा या दाथ से पोळ कर 
निकाल देने दाहिये। भोजन के समय असावधानीवदा 
बोलने या हंसने से नासा या खास मार्ग में गये हुये आहार 
को वथा खांसने पर भी पूरे रूप से न निकळ कर बचे हुये 
रटेप्मा को तथा हीन (छुटे) dk अणु ( अतिसूदम ) 
‘weal को सनाते जोर से खांसने से कौर प्रधमन दारा 
बाहर निकालना चाहिये । अब्ज के aedt को चमन द्वारा या 
aghs को जीम-तालु पर विस कर निकालना चाहिये! 
पक्तादायगन seat को विरेचन dive देकर निकाळ देना 
शाहिये । अण तथा दोषों के आदयो (स्थानों ) में प्रविष्ट 
दारयां को प्रचालन द्वारा निकाळना घाहिये। वात, सुत्र, 
मल जर गर्भ के रुक जाने पर ग्रवाइण द्वारा HE बाहर 
निकाल देने चाहिये 1 वायु, पानी, age रफ, दूषित दुग्ध 
को मुख अथवा विपाण ( सींग ) से आचुपग करके निकाले । 
अनुलोम, fafue, कर्णद्दीन (zean ) तथा चोडे सुख के 
न्रण में स्थित हुये दादय को अयस्कान्त द्वारा निकालना 
चाहिये | अनेक कारणों से उत्पन्न तथा हृदय में स्थित शोक 

रूपी शक्य को हर्ष द्वारा दूर करना चाहिये ॥ ५॥ 


सर्वशल्यानान्तु महतामणूनां दा ट्वावेवाहरणहेतू 
भवतः । प्रतिलोमोऽनुलोमश्च | तत्र प्रतिलोममर्चाचीन- 
सानयेत्‌ , अनुले. मं पराचीनम्‌ | 


उत्तुण्डितं छिक्ता निर्घातयेच्छेदनीयमुखम्‌ | छेद- 
चीयमुखान्यपि ङुत्तित्रचञःकत्तावङच्तणपशुंकान्तरपति- 
तानि च इस्तशक्र्यं यथामार्गेण हस्तेनेवापहत्त प्रयतेव। 
हस्तेनापहत्तु मशक्थं विशस्य शञ्जेण यन्त्रेणापहरेत्‌॥ 


~ a3 या छोटे सभी प्रकार के शदयों को निकालने क लिये 
दो ही उपाय होते हैं । पुक ofertas तथा दूसरी अनुटो- 
मविधि। जो दात्य अर्वाचीन अर्थात्‌ शरीर के अन्दर दूर तक 
नहीं गया हो उसे प्रतिलोम करके अर्थात्‌ उसी प्रवेशा 
मार्ग से fier an पराचीन (शारीर में दूर तक 
प्रविष्ट) दाल्य को अनुलोम करके अर्थात्‌ प्रवेशमार्ग से न 
निकाळ कर दूसरी ओर नया मार्ग करके निकालना चाहिये 1 
अथवा जिस दिझा से शरीर में शक्य प्रविष्ट हुआ हो उसी 
दिदा में आगे वढ़ाकर निकालना चाहिये । उत्तुण्डित अर्थात्‌ 
दृश्यमान सुखवाळे teva कण्टका्धिव (ऊचे काँटों से 
च्याष्ठ ) सुख वाले दाद्य को निकालने के लिये दूसरी ओर 
छेदन करके दाथ से इघर sax दिटाकर अनुलोम या प्रति- 
लोम मारं से निकालना चाहिये i sf, चच, कषा, वंदण 
जीर पश्ुुकान्तर ( Intercostal Space) aaa में Ka हुये 
तौचगधारासुख चाळे शाक्य को जो क्रि हाथ से निकल सके 
उन्हें उसी मार्ग से हाय से ही प्रतिलोम निकालने का प्रयत्न 
करना चाहिये ङ्न्तु जिनको हाथ से निक्राळना शाक्य नहीं 
हो तो उख दादय को प्रयम दाख से काट कर पश्चाद यन्त्र से 
पकड़कर निकाळना चाहिये ॥ ६॥ 


भवति चात्र-- 
शीतलेन जलेनेनं मृच्छेन्तमवसेचयेत्‌ | 
संरक्षेदर्य मर्माणि सुहुरा्चासये्च तम्‌ 1 ७ ॥ 
“ger निकाळते समय मूच्छित होते हुये ager को 
शीतल जळ से सिद्धित करना चाहिये तथा हृद्य जोपधियों 
से इसके हृदय, मस्तिप्कादि मर्म स्थानों की रचा करे ad 
बार वार उसे हर्षननऊ वातों से आश्वासन देते रहना चाहिये ॥ 
वतः शल्यमुद्धृ-य निर्लाहितं a कृत्वा स्वेदाहे- 
मञ्निघृतप्रशृतिभिः संस्वेद्य विदह्य प्रदिह्य सपिमंघुभ्यां 
वद्ब्वाऽऽचारिकमुपदिशोत्‌ ॥ = ॥ 
इसके अनन्तर हस्त था यन्त्र से दास्य को निकाळ कर 
बण के रक्त को पिचु-प्रोतादि से साफ कर स्वेदन के योग्य 
an को अरिनि-घुनाडि से स्वेदित कर अग्नि से जलाने योग्य 
को जलाकर फिर मधु भौर घृत का लेप कर पहवन्धन करके 
ब्रणिनोपाठनीयोक्त आहार fer का उपदेश करना चाहिये ॥८॥ 
विमर्श -स्वेथव्णाः-श्र्गिनझत्या मणा ये तु तेध्वग्निमवचारः 
येत्‌ । स्वेदयेत्‌ सक्तुपिण्डीमिः स्वेदङत्यान्‌ समन्ततः ॥ (भोज ) । 


सिराख्जायुविलग्नं शालाकादिमिर्विमोच्यापनयेत्‌ | 
श्वयधुग्रस्तवारङ्गं समवपीच्य श्वयथुं, दुरवेलवार्गं कुशा- 
दिमिर्वदूध्वा ॥ ६ ॥ 
~ सिरा और स्नायुथा में उल्ले हुए शल्य को शलाका 
आदि से छुड़ाकर निकालना चाहिये। शोथ में फॅसे हुये वाण 
को शोथयुक्त स्थान को दुवाकर निकालना चाहिये ede 
वाण को ङुश्रादि से वांघकर निऊडालना चाहिये ॥९॥ 


हृदयमभितो वत्तेमांनं xed शीतजलादिमिरुद्दे- 

जितस्यापहरेद्‌ यथामार्गम्‌ । दुरुपहरमन्यतो5पवाध्य- 
मानं पाटयित्रोद्धरेत्‌॥ १०॥ 

हृदय के चारों ओर वर्तमान शल्य को शीतळ जळ से 
उद्वेजित पुरुष को आश्वासित कर जिस मार्ग से वह घुसा हो 
उसी मार्ग से निकालना चाहिये af वह यथामार्ग से न 
निकल सके तो अन्य स्थान में थोडा छेदन कर के निकाळना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

अस्थिविघरप्रवि्ठमस्थिविदष्टं वाऽवगृद्य पादाभ्यां 
यन्त्रेणापहरेदशक्यमेचं वा teas: सुपरिगृहीतस्य 
यन्त्रेण प्राहयित्वा शल्यबारज्गं प्रविभुज्य धनुगुणेबद्धेक- 
तश्चास्य पञ्चाङ्गयासुपसंयतस्याश्चस्य वक्त्रकविके 
A. 

वध्नीयात्‌ | अथेनं कशया ताडवेद्यथोन्नामय्च्‌ शिरो- 
वेगेन .शल्यमुद्धरति | eet वा वृक्त्शाखामवनम्य 
तस्यां पूर्ववद्‌ वद्ध्चोद्धरेत्‌। ११॥ 

अस्थि के छिद नें प्रदिष्ट अथवा अस्थि में फते हुये शल्य 
को यन्त्र से पकड कर तथा दाठययुक्त स्थान के दोनों ओर 
पांच याकर खीचना चाहिये। अथवा इस प्रकार से यदि 
ae न निकल सके तो बलवान aac दवारा रोगी को भळी 
प्रकार नियन्त्रित करके उसके ल्य के वारङ्ग ( हत्ये ) को 


TAY: २७ | 


LPO LL LS LP LOLS PLP PP PPL AL LPI PO 


सूत्रस्थानम्‌ | 


PP POL PPL PLL PPIDPDPAAL OL OPP PL OLE PLL LE PPL PLP NTF. 


११३ 


ed 


पर रखते दै । फिर एक मनुप्य उसकी पीठ पर सवार होकर | काना, sara तथा 05६९०सूंघने को देना चाहिये । 


जमीन पर घुटने टेक कर अपने दोनों हाथों को रोगी की पीठ 
की दोनों ओर की अन्तिम पसलियों पर रखता हुआ आगे को 
झुक कर अपने गरीर भार को अपने दोनों हाथों पर डालता 
हुआ रोगी की छाती को aa दवाना दै जिससे फेफडे संकुचित 
हो जाने = | फिर वह अपने दारीर को पीछे की ओर पूर्वस्थिति 
सें लोटालाता हे जिससे छाती पर का दवाच हट जाने से 
gre विकसित होते हैं जिससे इवा चाहर को जाती है तथा 
विस्तार होने पर aera भीतर को आती हृ । यह क्रिया 
प्रनिमिनर ane से were वार करनी चाहिये। सिल्वेन्दर की 
विधि में रोगी को पीठ के चल ल्टाते हं तथा ar को डोरे, 
संदल चा अन्य प्रकार से आगे की ओर तिची जाती है। 
दूसरा कार्यकर्ता उसके निरहाने के पास जमीन पर घुटने टेक 
कर ङुहनी से रोगी के दोनों वाहुओं को पकड कर धीरे धीरे 
रोगी के सिर के ऊपर की ओर ले जाता हे तथा वहां दो सेकण्ड 
तक ठहरता है जिससे छाती चौडी होती हे, फेफडे Ged हैं 
तथा चायु बाहर से भीतर जाती है तत्पश्चात्‌ वाहुओं को वहां 
से नीचा करके छाती के दोनों ओर रखकर अपने पूरे चळ से 
दधाता दै जिससे Gaz संकुचित होकर भीतर गई वायु 
वापस बाहर आती हे isa क्रिया को १ मिनट में पन्द्रह वार 
करे less विपि--इसमें रोगी की जिह्वा को रुमाळ से पकड 
कर ५ मिनट Hwee वार आगे को diet जाती है जिससे 
सस्निप्कगन श्वसन केन्द्र ( Respiratory centre) उत्तेजित 
होता दै! इस विधि को स्वतंत्र या जन्य विधि के साथ. कर 
सकते हैं | 

आसशाल्ये तु कणठासक्ते निःशाङ्कमनवचुद्धं स्कन्धे 
सुष्टिनाऽमिहन्यात्‌ 5 स्नेहं सद्यं पानीयं वा पाययेत्‌॥१७॥ 

भासञल्य के कण्ठ में आसक्त होने पर निःशङ्क हो के सहसा 
रूग के स्कन्ध पर सुषि अहार करे अथवा उसे स्नेह, मदय या 
पानी पिलाना चाहिये ॥ ५७॥ 

बाहुरञ्ज्ुलतापाशैः कण्ठपीडनाद्वायुः प्रकुपितः 

aan कोपयित्वा खरोतो निरुणद्धि लालाख्रावं फेना- 
गमनं संत्रानाशं चापादयति | तमभ्यञ्य संस्वेद्य शिरो- 
विरेचनं तस्मे तीच्णं दद्याद्रसञ्च वातघ्नं विदध्यादिति॥ 

इस्त, TH, खता अथवा डोरी आटि की;फांस से कण्ठ को 
द॒चाने से ag ङपित होकर इलेप्मा को कुपित करके श्वास 
खरोत को रोक देती हे जिससे मुख से छाळाखाव, फेन का 
आना और संज्ञानाग ( बेहोशी या मूर्च्छा उत्पन्न होती है। 
ऐसे रोगी को अभ्यङ्ग क्राके स्वेदित कर den शिरोविरेचन 
देवे तथा वातनाशक रस का पान कराना चाहिये ॥ ५८॥ 


विमर्भ---बाडु पात्र से कण्टपीडन को Throtthng रज 
या ऊतापाच से जो कण्द्पीडन करते हैं उसे Strangulation 
तया रज्जु या लता का पाग ल्गाकर AG स्वयं अपने को 
zit लेता है या दूसरे टांग देते हें उसे Hanging कहते हैं । 
इन तीनों में चाहर से शुड वायु भीतर नहीं जाती हैं तथा 
भीतर की age वायु वाहर नहीं निकलती हे जिससे संज्ञा- 
नाझादि छत्तण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा-गले की फांस 


१५ Yo 


भवन्ति चात्र-- 
शल्याक्रतिविशेषांश्व स्थानान्यावेच्य वुद्धिमान्‌ । . 
तथा यन्त्रप्रृथक्त्वं च सम्यक शल्यमथाहरेत्‌ ॥१६॥ 
शल्य की आकृति के विशेष Se, शल्य के स्थान तथा 
यन्त्रं के भेट इन सभी का घुडिमानू वच्य ठीक तरह से विचार. 
करक शल्य का आइरण ST ॥ ५१९ ॥ 


कगेवन्ति Se 
णेवन्ति तु शल्यानि दुःखाहार्याणि यानि च। 
आददीत भिषक्‌ तस्मात्तानि युक्त्या समाहितः ॥२०॥ 


जो शस्य कर्णी हाँ तथा जो कठिनता से निकालने योग्य 
हों उन्हें वंद्य युक्ति से सावधान होकर निकाले ॥ २०॥ 


» __ ad म्या 
पतैरुपायैः शल्य ठु नेव निर्यात्यते यदि । 
he च्य 
मत्या निपुणया वेद्यो यन्त्रयोगेश्च निहरेत्‌ | २१ ॥ 
उपर्युक्त उपायों से शल्य नही fre सकें तो वेद्य अपनी 
निपुण बुद्धि तथा यन्त्रो के द्वारा जैसे भी हो चसे निकाले ॥ 
~ न्रिमर्ः--शल्याहरणविधि'-इरुवं सिंहमुखादैस्तु गृढं कङ्कमुखाः 
fifa । feta शन ट्य झाखयुक्तित्वपेक्षया ॥ (gaa )। 
ATRL करप्राप्य करेणवेनरत्पुन-। era सिंह्ादििमकरवर्मिककेट- 
कानसे, ॥ अद्वयं WMA अदीत शक्यते यत । कङ्कमृङ्गा- 
हकुररञरारीवायसाननें. ॥ सदशाम्यां त्वयादिस्यं तालान्या सुषिरं 
Aa । नपिरस्थ तु नल्के" शोषं Barca (वाग्भट) । अहार्य- 
शल्यं-नैवाहरेडिदल्यध्न नष्टं वा निस्पद्रवन्‌। शल्यसुखावरद्धी 
यावदन्तर्वांचुत्तिष्ठति तावज्जीवति, ast तु शस्ये मर्मेस्थाना- 
श्रितो वायुर्निध्क्रामति, तस्मात. सशल्यो जीवति, उद्‌धृतशव्यी 
त्रियते । ( सुश्रुत ) । 
fe 
शोथपाकौ BANAT कुर्याच्छल्यमनिष्ठतम्‌ ] 
वैकल्यं मरणं चापि तस्माद्‌ यत्नाहिनिहरेत्‌ ॥ २२॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सृत्रस्थाने शाल्यापनयनीयो 
9 
नाम सप्रत्रिंशतितमोऽध्यायः ॥ २७॥ 
PRD "NS amd 
-“यदि शल्य को न निकाला जाय तो वह उस स्थान सें 
शोथ, पाक, तीब्र Sead, विकलता तथा रूत्यु तक कर 
देता द इस लिये यत्नपूर्वक उसको निकालना 'चाहिये किन्तु 
दिदाल्यष्न और निरपद्रव नष्ट शल्य को नही निकाले ॥ २९॥ 
विमदीः-वाग्मटोक्तकर्णशल्यानि--कीटे कर्ण्लोत परविष्टे तोदो 
गौरव मरमरायणञ्च भवति, स्पन्दमाने चाप्यधिक वेदना । तत्र 
सलवणेनान्दुना मधुकवुक्तेन मयेन वा छुखोष्णेन पूरणम्‌ | तोयपूर्ण 
कर्ण दुस्तेनोन्मयितेन तेळाम्बुना पूरयेत्‌। पाइवावनतं वा इत्वा हस्ते- 
नाहन्यानाट्या वा चूपयेत ॥ ( अ० Go )1 
इत्यायुर्वेद्तत्वसन्दीपिकाभापायाँ सून्नस्थाने शब्यापनय- 
नीयो नाम सप्तविंद्तितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


NNT 


११४ 


सुश्न॒तसंद्िता। 


ANN, 


अष्टारविशातितमोऽध्यायः | 


अथातो विपरीताचिपरीतन्रणविज्ञानीयमध्यायं 
व्याल्यास्यासः॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि'॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर विपरीताविपरीतब्रणविधानीय नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२॥ 

विमर्दा--दाव्द, स्पर्ग, रूप तथा गन्ध जिन ait का 
विकृत हो वे विपरीत तथा जिनका प्राकृत हो वे अविपरीत घण 
होते हैं उनका विचार यहां किया जाता है । 


फलामिजलबृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा यथा | 
ख्यापयन्ति अविष्यत्त्वं तथा रिष्टानि पञ्चताम्‌ ॥ ३॥ 


भविष्य में होने वाळे फळ, aft और जळवर्पा का ज्ञान 
जैसे पुष्प, धूम और मेधों दवारा होता है उसी प्रकार अरिष्ट 
लक्षण भविष्य में होने वाळी मृत्यु के सूचक हैं ॥ ३॥ 

विमशेः--रिष्टपरिभापा-'नियतमरणाख्यापक लिट्ठमरिष्टम? 
( माघव ) । रोगिगो मरण यस्मादवश्‍यंभावि लक्ष्यते । नछक्षणमरिष्ट 
स्वादिश्ब्रापि तदुच्यते ॥ ( भावप्र० ) । क्रिय्रापथमतिक्रान्ता. केवळ 
देहमाप्डनाः । चि sha वक्षेपालदरिष्ट निगद्यते ॥ ata 
हि आदुर्भवन्यरिधनि, अनिमित्तनश्रारिष्मादुर्भावः । (चरक) । 
रुपेन्द्रियस्ररच्छाया प्रतिच्छाया क्रियादिषु । अन्येप्वपि च wag 
प्राइतेष्वनिमित्तत ॥ विक्वत्तियाँ समासेन fe तदपि लक्षयेत्‌ 
( वाग्भट ) । 
प्रथम रिए के दो सेद हैं। (१) पुरुषमनाभ्रित 

(जितका वन्ध रोगी से न हो) जैसे दूताधिकार, पि 
चीत्पातिक, आतुरकुले भावावस्था । (२) word, था 
आतुराश्रयरिषट, अर्थाद्‌ जिनका सम्बन्ध रोगी के साथ होता 

हो। पुरुपाश्रित अरिष्ट के सी दो मेद हैं। प्रथम स्थागिरिष्ट या 

रिए, दूसरे अस्वाविरिष्ट या रिष्टाभास | किचितु तद्‌ eng, 
स्थाय्यस्थायिविभेदत ? ( वाग्भट ) । स्यायिरिष्ट से निश्चित सत्यु 
होती है तथा इनका हेत्वादि निमित्त अव्यक्त, अज्ञात और 
नः है अतः ge नियतारिष्ट था अभिमित्तारिष्ट भी 
हैं। एप। वारणो आव -त्राह्मन्लत. Pred. । रसायनत- 
पोनप्पतत्परर्वा निवार्यते ॥ ( सुश्रुत ) । कदाचिद्‌ दैवयोगेन इष्टरि- 
शेडपि नवति । ( योगर० ) । अरायिरिष्ट ज्ञातनिमित्त तथा दोप 
वाहुस्य से पंदा होते हैं 1 इनका शामन हो सकता है। टोषा- 
णामि agente waste तहोपाणा दामे शाम्येत्‌ । 
य ( ० सं० )1 
तान सोच्म्यात्‌ अमादाद्य तथेवाशु व्यतिक्रमात्‌ | 

Tart नोट़तान्य्ञसुमूर्णेने त्वसम्भवात्‌ ॥ ४॥ 

- मरने वाले घुरुप के शरीर में उत्पन्न हुये ये afte सूचम 
होने से, देंच के अमाद ( अज्ञान ) से तथा शीघ्र ही इनमें 
व्यतिक्रम (ez फेर ) हो जाने से या रिष्ट होते ही रोगी की 
भ्यु दो जाने से अज्ञ वद्यं द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। 


असम्भव या उत्पन्न नहीं होने जाने जाते हैं 
नहीं है ॥ ४॥ ह हाते तेव्हा मह चात 


PPA LP LPP. 


POPP LP LL PPL IL" 


विमर्श/--पूर्व श्‍लोकोक्त पुष्पफल के दृष्टान्त में कभी २ 
व्यभिचार हो सकता है किन्तु रिष्ट तथा wa में व्यमिचार 
कभी नहीं होता । अप्येवन्तु भवेत्पुष्प फ्लेनाननुवन्धि यत्‌ | फल 


-ब्रापि भगेत्किञ्चिद्यस्य पुष्प न पूर्व॑जन्‌ ॥ नलरिष्स्व जातस्य नाशोऽ- 


स्ति मरणाइते । मरणन्ञापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुर'सरम्‌॥ ( चरक )। 
srg मरणं रिष्टे त्राह्मणेस्तत्‌ किल्लामलैः | 

pose रसायनतपोजप्यतरपरे रु निवाय्येते < 

जप्यतत्परेवां निवाय्येते ॥ ५ ॥ 

“रि के उत्पन्न होने पर मरण निश्चित हे तथापि ऐसा कहा 
है कि रागद्वेपादि मानसदोपाँ से रहित ब्राह्मणों के दारा अथवा 
रसायन, तप और MAM जपने में परायण पुरुषों द्वारा 
यह ay निवारित हो सकती है ॥ ५ ॥ 

विमर्श:--किल्मब्दोष्चागमार्थ उत्तवत्ति, एव. किछ आगमे 
प्रतिपादितमिलर्थ' ( डल्हण )1 रसायनलक्षणम्‌--पज्नरात्वाधि- 
विध्वसि भेपज aaa यद दुप्कर यद्‌ दुराप यदू दुर्ग यञ्च 
दुस्तरम्‌ । तत्सवं तपसा साध्य तपो द्वि दुरतिकमन । 

नक्षत्रपीडा बहुधा यथाकालं विपच्यते | 

तथेवास्ट्टिपाकं च ब्रुवते वहवो जनाः ॥ ६॥ 

जिस अकार विशिष्ट नक्षत्र पर स्थित हुये ग्रहा की पीडा 
विशिष्ट काळ पर फलवती होती दे उसी प्रकार का अरिष्ट का 
फळ भी Rite समय में होता हे ऐसा age से लोग 
कहते हैं ॥ ६॥ 
चिमरशः-नक्षत्ररवणळम्‌--द्दोराया नवमे सर्म, सप्तमे च 
शनश्वरः | एकादशे यरु. शुक्रो मासमेकं न जीवति॥ अशुभे ठग्न 
aaa पष्ठाष्टमे निशाकर, | शनेथरस्तु वन्धुत्यो द्विमासे नृत्युखच्दत्ि॥ 
असिद्धिमाप्तुयाज्ञोके प्रतिकुर्वन्‌ गतायुषः | 
अतोऽरिष्टानि यत्नेन लक्षयेत्‌ कुशलो भिपक्‌॥ ७ ॥ 
जीण आयु वाले रोगी की चिकित्सा करने घाला वे 
असिद्वि ( अपयश ) को ora होता दै इसलिये कुशळ fhe 
स्स यत्नपूर्वक भरिष्टछक्षणों का ज्ञान करे ॥ ७॥ 
विम्शः--असिद्वि-अर्थविधायशोद्दानिसुपक्रोदामस्रहम्‌ । 
आप्ठुयान्षियत वैद्यो योऽसाध्य समुपाचरेत.॥ ( चरक ) | 
गन्धवर्णेरसादीचां विशेषाणां स्वभावत" | 
घेकृतं यत्‌ तदाचष्टे अणिनः पक्षलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
wa, वर्ण और wate जो इन्द्रियविषयक भाव हैं 
उनके स्वभाव (प्राकृतिक घर्म ) में जो ef उत्पन्न होती 
है वह बरणी के पक्क (ay) होने के लक्षण को व्यक्त करती है ॥ 
कृहुस्तीच्णश्च विश्च गन्धस्तु पचनादिभिः | 
लोइगन्धिस्तु रकेन व्यामिश्रः सान्निपातिकः ॥ ६ ॥ 
वायु से agra, वित्त से dana, कफ से आमगन्ध, 
रक्त से छोहगन्ध और दोणं के सन्निपात से मिश्रित गन्ध 
आती दै॥ ९ ॥ 

लाजातसीतेलसमाः किब्िह्िस्ताश्य गन्धतः | 

ज्ञेयाः परक्कतिगन्धाः स्युरतो5न्यटन्धवैकृतम्‌ ॥ १० ॥ 

वातपित्त से छाजगन्ध, वातकफ से aed के Fe की सी 


अध्यायः २८-२६ ] 


सूंतरस्थांनम्‌ | ११५ 
ER aa 0 opera ee 


a, 
“५९६२० LPL LLL LLP NP 


गन्ध तथा पित्तन्फ से निल्तेळ के समान गन्ध आती % तये शक्तिध्वजरथाः कुल्तवाजिवारणगोबूपा: | १८ ॥ 


तीनों हन्न गन्बे इच आमगन्धी होनी हैं। ये दोषों की | येघु चाप्यवभासेरन प्रासादाकृतयस्तथा | 


nights wa हैं किन्तु इनसे विपरीत fea wea समझनी 
चाहिये ॥ १० ॥ 
a 
मद्मागुर्वाब्यसुमनःपद्मचन्दनचम्पकेः । 
~ C » 
सगन्वा दिव्यगन्धाश्र ATI णाः स्मृताः ११॥ 
मरणोन्मुख मनुप्यों के चर्णा से मद्य, अगुरु, इन, चमेली 
के पुष्प, कमल, चन्दन, 'चन्पा इनके समान wea तथा दिच्य 
गन्ध आती दे ॥1 ५५॥ 
अवाजिसूपिकष्वाहुपूतिवल्लरमत्कुग: | 
सगन्वाः पहुगन्धाश्व भूमिगन्घाद्व गहिताः ॥ १२॥ 
कुत्ता, घोडा, Jer, कौआ, पूनिमांस, gerata तथा 
WET इनके समान गन्ध वाळे बग तथा कीचड के समान 
wage an ak भूमि के समान गन्ध चाले an गहिंत 
Be Se 
( निन्दिव ) होते हे ॥ १२॥ 
ध्यामकुडुमकह्ुएसवर्णा: पित्तकोपतः। 
चव्यन्ते ~~ परित्रजयेत्‌ 
न दह्यन्ते न चूत्चन्ते सिषक्‌ तान्‌ परित्रजयेत्‌ ॥१३॥ 
पिच के प्रकोप से उत्पन्न हुये वग Fy काले तथा केघर और 
कंकुष्ठ के समान वर्ग वाले होने पर भी ठाह और चोप उत्पन्न 
नहीं करते हॉ उनकी वद्य चिकित्सा न करें॥ १३॥ 
कदडूमन्तः स्थिराः शवेताः Ravan: कफनिमित्ततः | 
n परिवर्जयेत्‌ 
दूचन्ते वाऽपि दह्यन्ते भिषक्‌ तान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥१४॥ 
aa के काप उत्पन्न हुये बग कण्डूयुक्त, स्थिर, aa और 
स्निग्ध होते ga भी पीडा ओर दाह उत्पन्न क्रते हों उनकी 
aa चिकित्सा न करे ॥ ५४ tl 
कृष्णास्तु ये AGA वातजा मर्मतापिनः | 
~ Ce > परिवजये ¢ 
स्वल्पामपि न sated रुजं तान्‌ परिवजयेत 1 १५॥ 
बात से sau an afar, पतले या अल्प खाव वाले हों 
तथा ममं प्रदेश पर होने पर भी थोड़ी सी भी पीडा न करते 
हॉ तो उनकी भी चिकित्सा न करे ॥ ५७ ॥ 
च्वेडन्ति Gaurd व्तलन्तीव च ये त्रगाः | 
wena पतनं सशब्द॑ विस्रजन्ति चे ॥ १६॥ 
छब्दविक्ृति का उदादर जिन ait से खट az और 
दुर घुट आदि ध्वनि निकलनी हो तथा जो दाह करते हों तथा 
त्वचा और मांस सें होते हुये सी झव्दयुक्त चायुक्ो छोड़ते दो 
उन्हें नी अचिकित्त् जाने ॥ १६॥ 
चे च मर्मत््सम्मूता भनन्त्यत्यर्थवेदनाः | 
दह्मन्ते चान्वरत्यथं ale: शीताञ्च चे ब्रगाः ॥ १७॥ 
STIRS का ददादरण--जों बण मर्मस्थानों में न होने पर 
सी अधिक पीडा देते हॉ. तथा भीतर से अत्यन्त गम ak 
बाहर से शीतळ मालम होते हो तथा जो वाहर में अधिक दाह 
करते हों छोर भीतर से अत्यन्त शरीतळ हो उन्हें भी 
असाव्य जाने ॥ 4०७1 
~~ di 1] 
दृह्यन्ते बहिरत्यथ भतन्त्यन्तश्च शीवलाः | 


चूर्गावकीर्णा 

गॉवकीणा इव ये भान्ति श न च चूणिताः ॥ १६॥ 
</हुपविक्नति था उठाइरण--जिन बर्णो में शक्ति ( आयुध ), 
ध्वजा, रथ, ङुन्त Carer), घोडा, हाथी, गाय, वेळ इनके 
चित्र का भास होता हो तथा राजमहळ की सी आकृति वाळे 
नण तथा जो चूर्ण के न Reet पर भी चूर्ण से व्याप्त हुये के 
समान भासित होते हों वे भी असाध्य tt १८-१९ ॥ 

प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिता: | 

and च < 

प्रवृद्धपयूयरुधिरा sm चेपां च AA ॥ २० ॥ 

“जिन बणों में रोगी प्राणक्षय, मांसचय, खास, कास, अरो- 
चक आदि से पीडित हो तथा जिनसे पूय और रक्त अधिक 
निकलता हो तथा जो त्रण भर्मस्थानों पर स्थित हों वे भी 
असाध्य होते हं ॥ २० ॥ 


क्रियाभिः सम्यगारव्धा न सिध्यन्ति च चे व्रणाः | 
वर्जयेत्तान्‌ भिषक्‌ प्राज्ञः संरनन्नात्मनो यशः ॥ २१॥ 


इति सुग्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विपरीताचिपरीतन्रण- 
विज्ञानीयो नाम अष्टाबिंशतितमोऽध्यायः Rell 
SIE 


आरम्म में ही योग्य चिकित्सा करने पर भी जो बण अच्छे 
नहीं होते दों उन्हें वंद्य अपने aa की रचा करने के हेतु 
वर्जित करे ॥ २१ ॥ 


इत्यायुर्वदृतत््रसन्दीपिकाभायायां सूत्रस्थाने विपरीताविप- 
रीतन्नणविज्ञानीयों नामाष्टाविंद्मतितमोऽध्यायः ॥ २८॥ 
RR Lo DR eee 


एकोनत्रिात्तमाऽध्यायः | 


अथातो विपरीताविपरीतस्त्र्ननिद्हानी यमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः 1 २॥ 
अव इसके अनन्तर शिपरीताविपरीतस्तप्ननिदर्शनीट नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगचान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
दूतदशनसम्भाषा वेषाश्रेष्टिममेव च | 
soa वेला तिथिश्चेव निमित्तं शकुनो$निलः ॥ ३॥ 
देशो वेद्यस्य वाग्देहमनसाब् विचेष्टितम्‌ | 
कथयन्त्यातुरगतं शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ ॥४॥ 
ga का दशन, सम्भाषण, वेष और Vert तथा नचत्र, 
समय, तिथि, निमित्त, शक्न, वायु, वंद्य का स्यान तथा वाणी, 
देह और मन की चेष्टाए ये सव विषय रोगी के शुभ या अशुभ 
भाव को कहते हैं ॥ ३-४ ॥ 


११६ 


ठन्रतर्सदिता | 


et A nO यथ्ियणअञ2??थ़्8़यट22णथय्‌यययथथ़णथथ़ओओओओओओ त्नः ED nt NANT ALP PLLA PN 
PRP LP OPEL PLL LOL. 


PPPPLL LP PPP LL PLL DP LOLOL 


पाखरडात्रमवर्गानां सपक्षाः कर्मसिद्धव | 
द एव विपरीताः weet: ऋर्मविपत्तये ॥५॥ 
पाखण्ड ( वेदवाद्य ate कापाठिक ), ग्रह्मवर्यादि araa, 
श्ाह्णादिवर्ण, इनमें से जिस मन, आश्रम था चर्ण का खग 
उसी मत, आश्रम चा वर्ग छा दूत चिकिसा में set 
दावळ डावा द कार यदि रोगी के मत, आश्रम चथा घण से 
विपरीत सत, आरम और वर्ग वाले दूत हॉ. तो चिठित्मा मे 
निभ्क्ल्वाजनळ होते हैँ ॥ ९ ॥ 
aes छी चहो नेककार्या असूवका. | 
राटेभोष्रथत्राव्ाः पाता ग स्युः परम्पराः ॥ 


न a 


Se च डपसपेन्ति दूतास्ते चापि गहिताः॥ ६॥ 
ages, sige, aga से दूत तया अनेक दूत मित्र मिच 


कार्थ से आये हों, परस्पर या रोगी सें scat 
निन्द्रा करने वाले, गडदे चा उद के रव में 


वाल या 
ao कर आये हो 

अथवा एक के वाद एक करके आत्रे हो था एक के पीछे एक 
सच 


पाशदण्डायुधघराः पाण्डुरेतरणससः 
जाद्ंजी्पसव्य्क्मलिनोद्ध्वत्तवासस' 1७॥ 
न्यूनाधकाङ्घा Sea विकता राह्रापण' | 

रूतनिष्ठरणदाश्ाप्यमाइलल्‍थमिधायिनः ॥ ८॥ 


पशुओं को वाँघने की wea, दण्ड, किसी मकार का अनर 
tra चारण क्रये हुये एवं पाण्डु तथा काळे, पीछे, छाछ वच्च 
पहिने डुये तथा vie, फडे एुगन, जपस्य, केळ एक वद्ध, 
सडिन कोर फटा पुराना वत्र पहने हुये तथा जिन के अङ्ग चा 
cas (aguas ) कम था ees हों, घतढाये इये, ओट, 
नासादि कडे हेने से लंगडे, लडे, ene वाळे पुर्व भयानक 
स्वप वाउ दूत चया रूच कोर Fax वाकय चोळने बारे 
Wal anes भब्दों का उच्चारण करने वाले दूत निन्दित 
इन TN ७-८ ॥ 


(QARP DATS सशन्ता नासिका स्तनम्‌ | 
वद्ान्वानामिकाकेशनखरोसदबाखुशः | ६ ॥ 
केतोऽऽ्रोषहृठ्रडमूर्यारःङक्तिपागयः | 
कपालोपलमस्मात्वितुपाङ्गारकरात् ये ॥ १० ॥ 
तरिलिखन्ता सही किद्िन्युद्चन्तो लोष्टभेदिनः | 
AOSTA Slat रकखपड्लपनाः ॥ ११ ॥ 
फल पक्कमसार वा गृहालाउन्चड वद्धिवम्‌ | 
नखनंखान्वर गऽपि करण चरणं तया ॥ १२॥ 
उपाचदवन्यह्त्वा श विळवव्याधिपाडता: | 
वासाचारा रदत्वश्व वासनां Resor । १३॥ 
चान्यां दिशां प्राज्चलयो वियमैकरपदे स्थिताः | 

ae य उपसतपन्ति cared चापि गदिताः प १४ ॥ 
दृक्तिणाभिञुलं देशे त्वशुचौ वा हुताशनम्‌ | 
SI पचन्ठं ग ऋरत्मणि चोद्यवम्‌ ॥ १५॥ 


दृण को या STE को ते दूने अपनी नालिका 


ei को छूने वाले एवं चत्र का सिरा, अनामिका age, 
निर के वाळ, नख, शरीर के बाल तथा दांतों को छूने वाले 
कर्णादि fee रूपी खोतसों का अवरोध करने चाले, wera 
अदेश, हृटय, गण्डस्थळ, कपोछ, सिर, छाती तथा उत्ति के 
उपर हाथ फेरने वाळे तथा कपार ( Ber), पत्थर, भस्म, 
हड्डी, भूसा तथा अङ्गार इनमें से किसी एक वस्तु को हाथ में 
च्वि हुये तथा नख, लकड़ी आरि से भूमि को खरोंचते हुये, 
अपने केशो को नोचते हुये था हस्तस्थित वस्तु को गिराते 
को हाथों से फोड़ते हुये, तळ अथवा कीचइ 

a fea fa हुये, लाळ माळा पहने हुये 
तथा छाल चन्दन का तिल्क किये हुब एवं पका हुआ फर, 
साररहित फळ अयता जन्य उसके समान छठ वस्तु हाथ में 
लिये ये हर नाखूनों से नाखून तथा हसन से पाद के 
रयहते £5, हाथ में जूते चा चमडा fea हुये अथवा गल्तिकु्ठ 
आदि fea रोगों से पीडित, विपरीत आचार वाले, रोते हुये, 
जोर से माँस लेते हुये, इले आदि से fea नेत्र वाळे, za 
दिया में हाय जोडे हुये, देटे चा एक पर से खडे हुये इस तरह 
ज्ञा दूत वद्य के पास आते हैं वे भी ल्च्ित हैं ॥ ९-१८ ॥ 

नग्न BAT दायाच वा बंनात्सगपु ग्याचम | 

प्रकोणेकशमभ्यक्त सन्त बिनसर च! 

वेद्यं य उपसर्पन्ति दूताले चापि गर्हिता. ॥ १६॥ 


बेच के ofa दिशा सें सुख कयि होने पर, अपवित्र स्थान 
से अग्नि को जलाने हुये तथा पकाते हुये, पशुवघादि ऋर॥ऊर्म 
में ख्यो हुये, नग्न तथा भूमि पर लेटे हुये, मल्यत्रादि के 
त्याय करने से अपवित्र हुये, दिरके चालो को फेंडाये हुये, 
शरीर पर तलादि से wag करने पर स्वेदित हुये तथा 
विह्वल हुये एसे वयक पास जो दूत आते हैं चे भी नित्दित हैं ॥ 


व्यत्य पेञ्ये देवे शा कार्च्चे चोत्पातदर्शने ॥ १७ tt 

मध्याहें चाडरात्रे शा सन्व्यचोः छत्तिकासु च | 

MARTI भरणीषु च 1 १८॥ 

AGA वा चन्या शा षष्ठ्यां सन्विदिनेध च | 

बेद्यं उपसपन्ति दूतास्ते चापि Sar: |) १६॥ 

चेदय के देवठा के हवच या पिदृकार्य ( श्राद्वारि ) से Ts 

होने पर, उल्तापान, Wns उत्पात के समय, wong, 
Tas, प्रभात ओर सायङ्काछ की सन्यि वेला में तथा 
छत्तिका, आद्रा, ST, मघा, सूल, पूर्वाफाल्युनी, पूर्वापाठा, 
पूर्वाभाद्रपदा, भरणी इन ATA में तथा चनुर्थी, नवमी, पट्टी 
एुचे पूणिमा, अमावस्या, प्रतिपदा व्गदि सन्वि दिनों में जो दूत 
चद्य के पास आते हूं वे भी निन्दित इ ९८-६९ ॥ 

स्विच्चाभत्तत्ता Aes ज्वलनत्व ससापतः | 

आहिताः पिचरोगेघु दूता घेचयमुपागता; ॥ २०॥ 

TRANG ऊन्सेसिद्धिकरा a 

त एत SHANG SATS: स्मृताः 

पतेन शोप व्याख्यातं seca सविभजेत्त तत्‌ 1 २१॥ 

रक्तपित्तातिसारेषु Weg तथेत्र च | 

प्रशत्तो MEY दूतवेद्चसमागमः | 


SEIT: २९ | 


११७ 


विज्ञायेबं विभागं तु शेषं बुध्येत परिडतः ॥ २२॥ 


अग्नि के समीप बैठने से पसीने से व्याप्त हुये, धूप से तस 
हुये दूत मध्याह के समय पित्तरोगियों की चिकित्सा के 
लिये वैद्य के पास आये हुये निन्दित हैं । किन्तु वे ही दूत कफ 
रोगियों की चिकित्सा के लिये वेद्य के समीप आये हों तो 
चिकित्सा में सिद्धि देते हैं। इस सिद्धान्त से अनुक्त विषयों 
को भी व्याख्यात समझ कर विभाग करना चाहिये | रक्तपित्त; 
अतिसार और अमेहों से जहां पानी का बांध हो ऐसे स्थान में 
चेथ और दूत का समागम प्रशस्त हे । पण्डित चिकित्सक 
इस तरह से अनुक्त वार्ता को भी समझ लेवे ॥ २०-२२ ॥ 

विमर्शः--एतेन शेषं व्यार्यातम्‌-तयथा~उतोदकादिद्र्वसमी- 
पस्थमत्तिशीतस्तव्ध* प्रत्युषसि शेष्मामयेऽशुस | पित्तामये तु शुभ" 1 
(ato सं०) । वातरोगे परुपरूक्षसिकतापापाणशकरादिविशिष्टे देशे 
काले सायाहे दूतोऽशुम । विपरीतस्तु शुभः! ( अरुणदत्त )। 
तथा सेतुभन्गे छदिमेहातिसारादिष्वशुभ सेतुबन्धे तु शुभ । दूतवे- 
धसमागमे चरकमतम्‌=-विकारसामान्ययुणे देशे कालेऽथवा भिपकू । 
दूतमभ्यागतं दृष्टा नातुर तसुपाचरेत.॥ ( चरक ) 1 

शुकुृवासाः शुचिगौंर' श्यामो वा प्रियद्शेनः | 
सरस्यां जातौ खगोत्रो वा दूतः काय्येकर: स्मृतः ॥२३॥ 

जो दूत श्वेत वस्र पहना हुआ, पवित्र, गौरवर्ण अथवा 
श्यामवर्ण, देखने में मनोहर तथा रोगी की निजी जाति और 
गोत्र का हो वह कार्य सिद्धि करने चाला होता है ॥ २३॥ 


गोयानेनागतस्तुष्टः पादाभ्यां शुभचेष्टितः॥ २४॥ 

स्म्रतिमान्‌ विधिकालन्ञः स्वतन्त्रः प्रतिपत्तिमान्‌ | 
अलडकृतो मङ्गलवान्‌ दूतः HARE स्मृतः ॥ २५॥ 
वेळ की सवारी से आया हुआ, प्रसन्नचित्त, Ges चलकर 
आया हुआ, उत्तम चेष्टाओं वाळा, स्मरणशक्ति युक्त, शाखविधि 
और उचितानुचित ससय को जानने वाला, स्वतन्त्र, अगल्भ- 
बुद्धिचाळा, उत्तम वस्र तथा आभूपणों से अळड्कत ऐसा 
सद्गलकारी दूत चिकित्सारूपी कार्य को करने वाळा होता है ॥ 


सवस्थं प्राङ्मुखमासीनं समे देशे शुचो शुचिम्‌ | 
उपसर्पति यो वैद्यं स च काय्येकरः स्मृतः ॥ २६॥ 
- समान तथा पवित्र देश में पूर्व की ओर सुख करके बेटे 


हुये स्वस्थ तथा पवित्र वेद्य के पास जो दूत जाता है वह कार्य 
सिद्ध करता है ॥ २६॥ 


सांसोदकुम्भातपत्रविप्रवारणगोद्ृषाः । 

शुछवणांद्र पूज्यन्ते प्रस्थाने दशनं गता ॥ २७॥ 

खरी पुत्रिणी सवत्सा गौवेधेमाना स्वलङ्कृता | 

कन्या मत्स्याः फलं चामं स्वस्तिकं मोदका दधि ॥२८॥ 
हिरण्याक्षतपात्रं वा रत्नानि सुमनो नृपः | 
अग्रशान्तोऽनलो वाजी हंसञ्चाषः शिखी तथा UR 
ब्रह्मदुन्ठुभिजीसूतशङ्कवेणुरथस्वनाः। 


सिंहगोइपनादाश्च ह्वेषितं गजइंहितम्‌ ॥ ३०॥ 
शास्तं हंसरुतं नृणां कौशिकं चेव वामतः । 


TTS SSS 


अस्थाने यायिनः श्रेष्ठा वाचश्च हृदयङ्गमाः ॥ ३१॥ 


मांस, जळङुम्भ, छत्र, बाह्मण, हाथी, गो, वृषभ तथा श्वेत 
वर्ण के पुष्प, दही, चांवछ, मोती आदि पदार्थ रोगी को देखने 
जाते समय रास्ते में मिलने पर शुभ है। पुत्रवती स्री, age 
सहित गाय, थौवनावस्था में वढती हुई तथा अछङ्कार युक्त 
कुमारिका एवं मछलियां, कच्चे we, स्वस्तिक चिह्न, लड्डू, दही, 
सुचर्ण,अक्ततपू्ण पात्र, रत्न, पुष्प, राजा, जळती हुई आग, घोडा, 
हंस, चापपत्ती तथा मयूर एवं ब्रह्म (az), नगाडा, मेघ, 
शंख, वेणु और रथ इनकी ध्वनि का होना, शेर, गाय, बेर 
इनका शब्द, घोडे की हिनहिनाहट, हाथी का चिंघाडना, हंस 
का बोलना, चामहस्त की ओर उल्लू का चोळना तथा अन्य 
भी हृदय को आनन्द देने वाळी कोकिला, तोता, सैना आदि 
की बोलियाँ रोगी को देखने जाने वाले वेद्य के लिये शुम हैं ॥ 
पत्रपुष्पफलोपेतान्‌ सत्तीरान्नीरुजो दुमान्‌। 
आश्रिता वा नमोवेश्मध्वजतोरणवेद्काः ॥ ३२॥ 
दिक्षु शान्तासु वक्तारो मधुरं एष्ठतो5नुगा: | 
चासा वा दक्षिणा वाऽपि शङुनाः कर्मसिद्धये ॥३३॥ 
पत्र, पुप्प और फलों से युक्त, दुग्ध वारे और नीरोग 
वृक्षा पर वेठे हुये अथवा आकाश में उडते हुये, किंवा मकान, 
पताका, तोरण और वेदिका इन पर स्थित हुये किंवा शान्त 
दिशाओं में मधुर वाणी बोलते हुये, पीछे से आने वाळे तथा 
aig अथवा दाहिनी तरफ से आने वाले शकुन ( पक्षी ) कार्य 
सिद्धि करते हे ॥ ३२-४३ ॥ 
शुष्केऽशनिहतेऽपत्रे वल्लीनद्धे सकण्टके | 
वृक्षेञ्थवा5श्मभस्मास्थिविद्‌तुपाड्रारपांशुषु ॥ ३४ ॥ 
चेत्यवल्मीकविषसस्थिता दीपतखरस्वराः । 
पुरतो दिक्षु दीप्तासु वक्तारो नार्थसाधकाः॥ ३५॥ 
शुष्क या विजली से जले होने से पत्तों से रहित छता 
चढ़े हुये एवं कांटेदार वृक्ष पर अथवा पत्थर, भस्म, अस्थि, 
विष्ठा, तुप, कोयला, भूलि, चैत्य, वहमीक और ऊचे-नीचे 
स्थान पर वेठे हुये तथा उम्र कर्कश शब्द करते हुये तथा 
तेज धूप से दिद्याए' dia हों उस समय बोलने वाली पत्ती 
कार्यसिद्विकर नही होते हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
पुन्नामानः खगा वामाः स्नीसंज्ञा दत्तिणाः शुभाः | 
दक्षिणाद्वामगमनं प्रशस्तं श्रश्वगालयोः | 
वामं नङुलचाषाणां नोभयं शशसपयोः ॥ ३६॥ 
भासकौशिकयोश्चैव न प्रशस्तं किलोभयम्‌ | 
द्शेनं वा रुतं चापि न गोधाकृकलासयो: ॥ ३७॥ 
पुरुष जाति के पत्ती बाए' तथा स्री जाति के पक्षी दाएंशुभ- 
कारी होते हैं। कुत्ते और ame (सियार) का ae’ से 
are’ होकर निकलना श्रेष्ठ है। नौले और चाप पक्षी का वाम 
की ओर जाना अधिक sed है। खरगोश तथा सर्प का 
किसी भी ओर निकलना श्रेष्ठ नही है । भास पक्षी तथा उल्लू. 
का भी दक्षिण या वाम किसी भी ओर निकलना श्रेष्ठ नही है। 
गोधा तथा गिरगिट का रोगी के घर जाते समय दीखना या 
उनका बोलना शुभ नहीं है ॥ ३६-३७ ॥ 


सुश्रतसंहिता 
प नि 
i 
PAP LS -.यनळळळरट्ट्ख्_प्य्ब्फप्फ्य्ब्प्स््शशन्श्श्श््ण्ण्प्प््म््््््- >>>“ LL LL OPEL LLL LLP PL LLP, 
PP POP PPL eae 


So ##6&# प्रस्थाने ग प्रवेशो था नेप्यन्ते दोन गताः ॥ ४८ ॥ 


दतेरनिप्रेतल्वानामदास्तं दशोनं TAT I : haa ic लकी अम 
कुलत्यतिलकार्पासतुपपापागभस्मनाम्‌ ॥ ३८ ॥ रोगी को देखने जाते समय किसी के दारा वद्य को प्रति 
पात्र नें तणाऽङ्ञारतेलकदरमपूरितम्‌ | fire (मना) करना, शरीर में या किसी सी आस-पास कं 


वस्तु का भग्न होना, Gis दोना, दाव-पर से कोई TA या 
angen का गिर जाना, आधात होना तथा किसी के भी मन 
argu होना थे भाव शुम नहीं हें। रोगी क गृह में 
प्रवेश करते समय भी उक्त प्रक्रा के शुभाथुभ छचर्णो का 
विचार करना चाहिय! रोगी को देखते समय भी ऐसे ही 
भावों का ध्यान रखें किन्तु प्रवेश करने के मुख्य द्वार के 
पश्चाद, भीतरी अनेक दरवाजा पर इनका विचार रखना 
आवश्यक नहीं ह। क्य, भस्म, अस्थि, काठ, पतवर, तुप, 
कपास, काटे, ऊँचे पांच की हुई स्याट, मद्यपी, चरवी, चळ, 
तिळ, घास, नपुंसक, नासा, कर्ण छिन्न होने से विक्षताड़ 
व्यक्ति, अस्थ्यादि भभ व्यक्ति, नंगा, मंढसुटाया Sh काठे 


कपडे पहना हुआ व्यक्ति ये वच के रोगी को देखने के 
क्रते 


प्रसन्नेठरमद्यानां पूर्ण वा रक्तवपंप: ॥ ३६॥ 

शब॒काउपलाशानां शुप्कागां पथि सङ्गमाः | 

नेष्यन्ते पतितान्तस्वदाचान्वरिपतस्तथा H Ze il 

ag: शीतोउनुकूलश् सुगन्वित्वानिल: शुभः 

खरोष्णोउनिष्टगन्बश्र aera गहित- ॥ ४१ ॥ 

इसी प्रकार निन्दित cat के समान अन्य अनिष्ट मनुष्यों 

ङ्ग दर्जन भी at हें । gon, तिळ, कपास, तुप, पापाग, राख 
इनसे भरे पात्र एवं जळते HIS, तळ और काचड स भरे पात्र 
का दीखना aa दे । रसा के लतिरिक्त अन्य wa से चा 
रुक्तमर्पप से भरा पात्र शुरू नहीं द। रोगी के घर जाते समय 
रास्ते मे सुरदा, ख्कडिबां, चले हुये पलाश (टाक) का मिळना 
श्रेष्ठ नहीं दे तथा दुराचारी, चाण्डाळ, दीन, अंघे ऑर श्वत्रुओं 
का रास्ते में मिळवा श्रेष्ट नही है । कोमळ, शीतल, अनुद 
तथा सुनन्बित वायु का बहना छुन हाना ह तथा Sy, गरम, 
इर्नन्चिद छर प्रतिलोम इवा चिन्तित हे. ॥ ३८-४१ ॥ 


WBN, सदा SEPT पूजितः | 
विद्रव्युदरशुल्मेयु भदगाव्दस्तथंव च ॥ ४२॥ 


अस्थान करत समय तथा रांगा क TEA मतर 
दिखाई दे ता शुन नीं हें ॥ ४०-४८ ॥ 
भाण्डानां सङ्करस्वानां स्थानात्‌ AAC तथा | 
निखातात्पादन भङ्गः पतन लिगमत्तथा ॥ ४: ॥ 
वद्यासनावसादो वा रोगी ग स्थादवोमुखः 
वद्यं सन्मापमागा5ड हुच्यमास्तरणानि वा ॥ ४० Ul 


के 


रक्तपिचाठिसारेषु रुद्धशब्दः प्रशस्यते | प्रमृज्याद्ठा घुनीयाद्य करो gS शिरत्वथा | 
एवं व्याधिव्शिपेण निमित्तमुपघारवेत्‌ ॥ ४३॥ इस्तं WEA वेचत्य न्यसच्छिरसि चोरसि ॥ ५१ ॥ 
तथेबलुण्टाकष्टमाक्रन्दरवितलना- | यो वेद्ययुन्मुखः एच्छेदुन्मार्ट्टि त्ताङ्गमाठरः | 


चावपुरापागा भाज्या च गइसाष्ट्याः ॥ ४४ |] 
ofa दथा sag es रोगों में Ga वाचक az 

बोलना शुभ होता द1 विद्रधि, जलोदर दर और युल्म रोगों में 
सेद झब्द का बोलना aa द । रकपिच आर अतिसार में स्ट 
अब्द पत्त होता है। इसी अकार विशिष्ट व्याधियों में तदनु- 
ee विभिष्ट निनिच का निश्चय करना चाहिये। 
amg (जार से Rem), हा कष्ट (हाय हाय az) 
करना, आकन्दन ( जोर से सूदन ), साधारण za, चात ओर 
मळ के निकळने के चन्द एवं गड्डे नौर उ का शब्द वसन 
रोग में पाल नहीं ह ॥ ४२-४४ 0 


freee शुनाझुमझब्दाः-अब्न्युँडरादिए प्रव 


नस ासव्याच बघावा Te चस्थन पूज्यत Wagyu 
भवन Sead वाऽपि त्व वेद्यः स सिध्यति | 
शुभ शुभम दूवादध्वशुभ ह्यद्युभषु च 1 
आतुरस्व त्र वंदत्माद दूतादान्‌ लक्षयाद्धवक ॥ २३ ॥ 
रूग क निवासस्यान में एक स्थान में सङ्कर Cafe) 
किये हुये पात्रों का गिरना, gett घा सोदना, किसी चलु का 
Sasa, भट्ट होना, गिरना था घर से fare जाना चेच 
वहाँ ला कर fra आसन पर as उसका टूट जाना अथचा 
उस समय रोती वादु करक साचा ZA हा, अथवा ag 
रागी बंच क साथ बातचीत करता छुआ अपने जंग, भित्ति तथा 
rent को रगड्ता रहे । हाय, गिर और पीठ को दिळावे 
aa के दाय को खींच कर अपने झिर और छाती पर रखे तथा 
रोगी अपने सुख को उपर चा आसमान की ओर करके वेच से 
प्रश्‍न करे किंवा अपने शरीर को साफ करता हो तया Faq 
क उस वर स उत्तम सम्नापण, बटन का शासन या ङी 
देना इत्यादि प से सत्कार न होता हो तोउस रोगी के रोगळी 
अच्छा होने रूपी सिद्धि नहीं होती हैं। जिसके घर में चद्य का 
हाता ह वह रांगा टाक हा जाता है। दत तथा अन्य 


ait 


oy 


दाइहाइा7दिये दिदब्टा्िकितसापरदियेवाच | इन्दुरोजाणामपि यथा 
We GPSs: काते Pays, बाठे विल! 

भ्रतिषिद्धं तथा भन्नं Ba स्वलितमाइतमू | 
दोमनत्यत्र Fae यात्रावां न अ्शत्यते ॥ ४५ ॥ 
अवेशेष्प्वेतटुटेशादवेच्य च तथाऽऽतरे । 

प्रतिह्वरं Ye ग5त्य पुनरेचन्न गत्ते ॥ ४६॥ 
केशभच्मास्विकाण्ाश्मतुपकार्यासकण्टका: | 

व्यपादा सद्यापी बसा तेलं तिलास्ठृणम्‌ ॥ ४७ ॥| 

नपुंसकन्य्ञभम्रनप्रमुस्दासितान्वरा, | 


का Aas पराचा कर ॥ २९ tl 
fria—dem ges नाऱ्यान्यत्रेति सङ्करो 
APSR, TA नाग्टानां Sa पतन esl 


अध्यायः २९ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


११६ 


गुदे यस्य भिद्न्ते वा पतन्ति वा! अतिमात्रममत्राणि दुङंभ तस्य 
जीवितम्‌ ॥ प्रवेशे चातुरग्रहातूर्वाक्तमाइल्यनिर्गंम । ( अ० सं०)। 
प्रवेशे पूर्णकुभ्भारिनमृद्रीजफलसर्पिषाम्‌। वृषत्राह्मणरत्नान्नदेवताना 
विनिर्गतिम्‌ ॥ ( चरक ) । 

स्वप्नानतः प्रवद्यासि मरणाय शुभाय च | 

Beal यांश्च पश्यन्ति व्याधितो वा खर्य तथा ॥ ५४ 


अव यहां से मरण के सूचक तथा शुभसूचक स्वप्नां को 
कहते हैं जिन्हें रोगी के मित्र देखते हे अथवा रोगी स्वयं 
देखता हे ॥ ५७ ॥ 
विमर्शः--स्वप्नविचाई --नातितप्रसुप्तः पुरुष सफलानफला- 
नपि । इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्नान्‌ पश्यत्यनेकधा ॥ ( चरक )। 
स्वप्नभेदाः--दृष्ट Baas प्राथित कल्पित तथा । भाविक दोपज- 
aa स्वप्न सप्तविध विदुः ॥ सफलभिष्फरस्वप्नाः-तेष्वादा निष्फला 
पञ्च यथास्तप्रक्कतिदिवा । feat दीर्हस््रोऽति । ( वाग्भट )। दृष्ट 
प्रथमरात्रे य. QT MTG भवेद । न Ale. Gade स 
सद्य स्यान्महाफल ॥ अकल्याणमपि स्वप्न इष्वा तत्रैव य* पुन । 
पश्येत सौम्य झुभाकार तस्य विद्याच्छुभ फलम्‌ ॥ ( चरक )। 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्तु करभन्यालगद्सैः ॥ ५४५ ॥ 
वराहेमेहिपेर्वा$पि यो यायाददक्षिणामुखः | 
रक्ताम्बरधरा कृष्णा हसन्ती सुक्तमूद्धेजा Ul ५६॥ 
य॑ वा क्षेति gar खी नृत्यन्ती दक्तिणासुखम्‌ | 
अन्तावसायिभिर्यो वा55कृष्यते दक्षिणामुखः || ५७॥ 
परिष्वजेरन्‌ यं चाऽपि प्रेताः प्रत्रजितास्सथा। ` 
पदेरविकृत च 
- महुराघ्रायते यस्तु श्वापदेविक्ृतानने: ॥ ५८ ॥ 
पिवेन्मधु च तैलञ्च यो वा पङ्के ऽवसीदति। 
पह्कुप्रदिग्धगात्रो वा प्रतृत्येत्‌ प्रहसेत्तथा॥। ५६ || 
निरम्बरश्च यो रक्तां धारयेच्छिरसि खजम्‌ | 
यस्य वंशो नलो वाऽपि तालो वोरसि जायते ॥६०॥ 
यं वा मत्स्यो FAT यो वा जननीं प्रविशेन्नरः | 
पर्वेताम्रात्‌ TAT यो वा AV वा तमसाऽऽप्रृते ॥६१॥ 
ह्वियते स्रोतसा यो वा यो वा मौण्ड्यमवाप्नुयात्‌ | 
पराजीयेत बध्येत काकायेर्वाऽभिभूयते ॥ ६२॥ 
पतनं तारकादीनां प्रणाशं दीपचक्कुपोः । 
यः पश्येद्देवतानां वा प्रकम्पसवनेस्तथा !। ६३ Ul 
यस्य च्छुदिर्विरेको वा दशाना" प्रपतन्ति वा | 
शाल्मलीं किंशुकं यूपं वल्मीकं पारिभद्रकम्‌॥ ६४॥ 
पुष्पाढ्यं कोविदारं चा चितां ar योऽधिरोहति | 
कार्पासतैलपिण्याकलोद्यानि लवणं तिलान्‌॥ ६५॥ 
लभेताश्नीत वा पक्कमन्नं यश्च पिवेत्‌ सुराम्‌ । 
स्वस्थः स लभते व्याधिं व्याधितो सृत्युमृच्छति॥६६॥ 
जो पुरुष अपने शारीर में तैळ का अभ्यङ्ग कर उप्टू, हिंखक 
पशु, गधा, वराह, HET इनके द्वारा दक्षिण दिशा की ओर 
ले जाया जावे तथा लाळ कपडे पहनी हुई, काळे वर्ण की, 
हंसत्री हुई, खुळे केशचाली तथा नाचती हुई खी जिस पुरुष 


को ata कर दक्षिण दिशा की तरफ खींचती हो अथवा जो 
मनुष्य अन्त्यजो ( शूद्धों ) के द्वारा दक्षिण दिशा की तरफ 
खींचा जा रहा हे जिस पुरुप को स्वप्न में मरे हुये age 
अथवा संन्यासी आलिङ्गन करे । जो मनुष्य विकराळ सुख 
वाले व्याप्रादि श्वापदों से सूंधा जा रहा हो जो मनुष्य शहद 
या तेळ का पान करता है अथवा जो स्वप्न में कीचड़ में फंस 
जाता है। जोमनुप्य कीचड़ से अपने शरीर को aka कर 
नाचता है तथा 'सता है i जो aera होकर शिर पर लाळ 
रंग की माला धारण करता हे । अथवा जिसकी छाती पर 
वांस, नल या ताळवृक्त उत्पन्न होता है, जिस ager को 
arg निगल जाता है, जो माता केउदर में प्रविष्ट हो जाता है, 
जो पर्वतो के अग्रभाग से गिर जाता है या अंधेरे गडहे में गिर 
जाता है । नदी आदि के खोत से जो वहा लिया जाता है, जो 
स्वप्न सें सुण्डन करा लेता हे । जो हरा दिया जाता है, aia 
दिया जाता है अथवा कौआ, गिद्ध आदि से जो आक्रान्त होता 
है। जो तारकादिकों का पतन देखता है, दीपक और ag 
विनाश देखता हे अथवा देवताओं का नाश और भूकम्प 
देखता है। जो स्वप्न में वमन या विरेचन करता है, जिसके 
दांत गिर जाते हैं। जो मनुष्य सेमल, पलाश, यज्ञस्तस्भ, 
वल्मीक, निस्ववृक्ष, पुष्पित हुआ कचनार और चिता इनमें से 
किसी पर चढता है। जो स्वप्न सें कपास, तेल, खली, लौह, 
लवण, तिरू इनको प्राप्त करता है अथवा खाता है, किंवा जो 
पके हुये अन्न को खाता है, जो सुरापान करता है ऐसे स्वप्न 
देखने वाला स्वस्थ पुरुष हो तो रोग को प्राप्त करता हे तथा 
व्याधित हो तो रूत्यु को प्राप्त होता है ॥ ५५-६६ ॥ 
विमशे:--अन्तावसायी--निषादस्री तु चाण्डालात्‌ पुत्रमन्ला- 
वसायिनम्‌। इमशानगोचर सते वाह्यानामपि गहितम्‌॥ ( AE) At 
यथास्वं प्रकृतिस्वप्नो विस्मृतो विहतस्तथा | 
चिन्ताकृतो दिवा दृष्टो भवन्त्यफलदास्तु ते ॥ ६७॥ 
अपनी चातपित्तादि प्रकृति के अनुसार देखा हुआ स्वप्न 
तथा जिस स्वप्न को देख कर भूल जावें, जो दूसरे स्वप्न से 
दवा दिया गया हो ऐसा स्वप्न तथा चिन्ता से आया हुआ 
स्वप्न एवं दिन में जो दृश्य देखें हों वे रात को स्वप्न में आवें 
अथवा दिन में सोने पर देखा हुआ स्वप्न ये फलदाई नहीं 
होते हैं ॥ ६७॥ 
ज्वरितानां शुना सख्यं कपिसख्यं तु शोषिणाम्‌ | 
उन्मादे राक्षसेः प्रेतैरपस्मारे प्रवतेनम्‌ ॥ ६८॥ 
मेहातिसारिणां तोयपानं स्नेहस्य कुप्तिनाम्‌ | 
गुल्मेषु स्थावरोत्पत्ति: HB, Ale शिरोरुजि ॥ ६६ ॥ 
शष्कुलीभक्षणं छ्यामध्वा श्वासपिपासयो: | 
हारिद्र भोजनं वाऽपि यस्य स्यात्‌ पाण्डुरोगिणः ॥ 
रक्तपित्ती पिबेद्यस्तु शोणितं स विनश्यति ॥ ७० ॥ 
TRAST की कुत्ते के साथ मैत्री, शोषरोगियों की बन्दर 
के साथ AR, उन्माद रोग में राक्षसा के साथ मेन्नी, अपस्मार 
रोग में भूतग्रेतों के साथ मैत्री, प्रमेह तथा अतिसार के रोगियों 
का जळ पीना, कुष्ठियों का तेलपान, युल्मरोगों में कोष्ठ पर 
तथा दिरोरोग में दिर पर दक्ष की उत्पत्ति, वमन रोग में पूड़ी 


१२० ुशरतसंहिता | 


i कळी 
PPP PEED ELL EL EP LL PEELE EL OIL DLA LOL EOE PALL LAL 


AAPA LAL LLL LLL DOLL PPLE PAPO LL PPL PL AL ४४४४४ as A र्ट = 
खाना, श्वास और दृषारोग में मार्ग मे चछना, पाण्डुरोगी का स्वच्छ) जळ इन्हें देसता हो तो उसके रोग नष्ट होकर 
गर्छ भोजन तथा रक्तपित्तरोगी का रक्त पान करना आरोग्य की माति होती हं । मास, AGet, इचतमाळा, स्वच्छ 


2 


वमत्र और फळ इन्हें देसने से घन की प्राप्ति तथा रोग का नाग 
होता है बटे बढ़े राजमहळ, फळ वाळे वृत्त, हाथी, पर्वन 
इनका स्वप्न में आरोहण करने से द्रब्य लाभ होता हे तथा 
रोग का विनाश होता ह । छुमित जळ वारं तथा कलपित् 
जळ वाळे नदी, नद और समुठठों का स्वप्न से तरना कल्याण 
लाभ और रोग नादा के fer होता दे। जिस age को 
स्वप्न में सर्प, जॉक या भ्रमर कारना दै उस पुरुप को 
आरोग्य तथा धन की श्राप्ति ete इस प्रकार के शनन 
स्वप्नो को जो रोगी मनुष्य देगता दे ag दीर्घ आयु चारा है 
तथा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७२-८१ ॥ 


त्यायुर्वेदतत्वसन्दीपिका भाषायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरी- 
तस्थानदर्शनीयो नामेकोनत्रिशत्तमोऽघ्यायः॥ २९ ॥ 


इन सतो से रोगी सत्यु को प्राप्त होते दे ॥ ६८-७० ॥ 
` Bot aii —on कण्डकिनी यस्व दारणा Ele 
जायते । सप्ते गुरमस्समन्नाय रगे विघति मानवम्‌ ॥ ( चरक ) । 
सप्नानेवयिधान्‌ द्रा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
दद्यान्मापांरितलांज्लोह विप्रेभ्यः कागने तथा | 
Santer शुभान्‌ मन्त्रान्‌ गायत्री त्रिपदां तथा ॥७२॥ 
इद्र तु प्रथमे यामे खप्यादू ध्यात्वा पुनः शुभम्‌ । 
जपेढाऽन्यतमं देवं व्रह्मचारी समाहितः ॥ ७३ ॥ 
ना चाचदीत कस्मैचिद्‌ A स्पप्रमशोभनम्‌ । 
देवताऽऽयतने चेच वसेद्रात्रित्रयं तथा | 
विप्रांश्व पूजयेन्नित्यं दुःस्प्नात्‌ प्रविमुच्यते ॥ ७? ॥ 
उक्त प्रकार के अशुभ स्त्रप्नों को देसने qe मनुष्य 
प्रातःकाल उठकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणों को उडढ, तिल, रह, 
सुवर्ण इनका टान करे तथा महारृत्युज्षय आदि शुभ 
मन्त्रों का अथवा तीन ध्याहतियों वाली गायत्री का जप करे। 
रात्रि के प्रथम प्रहर में अशुभ स्वप्न देउ कर विष्णु आदि 
ee देवता का ध्यान कर पुनः सो जावे अथवा सावधानी से 
बरह्मचर्यं का पाठन कर किसी एक वेढमन्त्र का या देवता के भन्त्र 
का जप करे। अशुभ स्वप्न देख कर किसी को कहना नहीं 
चाहिये । तीन दिन और रात तऊ देवता के मन्दिर में निवास 
करना चाहिये तथा अतिदिन ब्राह्मणों का भोजनादि द्वारा 
पूजन करते रहने से मनुप्य दुःस्वप्न से मुक्त हो जाता है ॥ 
अत उर्ध्व प्रवच्यामि प्रशस्त स्वप्रदर्शनमू । 
देवान्‌ द्विजान्‌ गोवृपभान्‌ जीवत. सुद्रदो नृपान्‌ ॥ 
समिद्धमग्निं fata निम्मेलानि जलानि च | 
पश्येत्‌ कल्याणलाभाय व्यावेरपगमाय च॥ ७६॥ 
मांस मत्स्यान्‌ खजः श्वेता वासांसि च फलानि च | 
लभन्ते धनलाभाय व्याघेरपगमाय च || ७७ ॥| 
सहाप्रासादसफलवृच्तवारणपतान्‌ | 
आरोहेदू द्रव्यलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥। ७८ ॥ 
नदीनदसमुद्रांश्च क्लुमितान्‌ कलुपोद्कान्‌ | 
तरेत्‌ कऱ्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ ७६ ॥ 
उरगो वा जलीको वा भ्रमरो वाऽपि यं दशेत्‌ | 
आरोग्यं निर्दिशेत्तत्य घनलामञ्च वुद्धिमान्‌ it ८० ॥ 
HSI शुभान्‌ स्वप्नान्‌ यः पश्येदू व्याधितो नरः | 
स दीर्घायुरिति ज्ञेयत्तस्मे कर्म समाचरेत्‌ | ८१॥ 
इति सुश्रृतसंहितायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतस्वप्न- 
दर्शनीयो नाम एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ २६ || 


न्िंदात्तमोऽध्यायः | 


अथातः पञ्चेन्तियार्थविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर, पदेनटरियार्थविप्रतिपत्ति नामक अध्याय 
का व्यारय़ान करते हे जेसा कि भगवान्‌ धन्तन्तरि ने सुश्रुत 
को कहा था ॥ ९-२ ॥ 
विमशः--मन'पुरस्मराणि चेन्द्रियाण्यर्थंसग्रट्समर्थानि भवन्तीति 
चरकोगत्या पञ्ेन्ट्रयाण। मनःपुरस्पराणा शत्र-स्यर्दाच-चक्षु- 
एसन-प्राणानानर्षा, झब्द-सर्थ-रुप-रस~गन्वास्तेषा विप्रतिपत्ति- 
हींनातियोगेन Rect विपरीताववोधी विद्यतेडरिमन्िति was 
यार्थविभ्रतिपत्तिस्तम्‌ । 
शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृतेर्बिकृतिभवेत्‌ | 
तत्त्वरिष्टं समासेन व्यासतरतु निवोध मे ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्य के शरीर, ste और प्रकृति इनमें सहसा 
विकार उत्पन्न होना यही सचेप से अरिष्ट दै । विस्तार से आगे 
कहता हू सो सुनो ॥ ३॥ 
विमर्वाः--शरीरशोलप्रडतीना भावाना विठतिवैपरीत्य यद. 
भवेत्तद्रिष्ट मरणठक्षणमित्य्व । प्रकृति सप्ततद्धयाका 'सप्त प्रकृ- 
तयो दोपे. पुवक्‌ ससर्गेण साम्येन च भवन्ति deze शुगैरपि 
सत्तादिभि. सप्तम्रकृवयो भवन्ति । तथा पुन सप्तप्रक्तयों जाततिकुल- 
देशकाल्वयोवल्प्रत्याःमसत्रया. । इच्यन्ते हि पुरुपाणा जात्यादि- 
नियतास्ते भावविश्ञेपा ।' इत्यशाद्सद्हः । 
श्रृणोति विविधान्‌ शब्दान्‌ यो दिव्यानामभावतः | 
समुद्रपुरमेघानामसम्पत्तौ च निःस्त्रनान्‌ ॥ ४॥ 
तान्‌ स्वनान्नावग्रह्माति सन्यते चान्यशब्दवत्‌ | 
आम्यारस्यस्वनांश्रापि विपरीतान्‌ श्रृणोति च ॥ ५॥ 
द्विषच्छव्देयु रमते सुद्ृच्छव्देषु कुप्यति | 
न शवणोति च योऽकस्मात्तं ब्रुवन्ति गतायुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो सचुप्य अनेक प्रकार के सिद्ध, किन्नर और गन्धवा के 
दिव्य weg सुनता हो तया समुद्र, शहर और मेघ इनके शब्द 


भव इसके अनन्तर ग्रस्त स्वप्ना का वर्णन करते हैं । जो 
म्य स्वप्न में देवता, द्विज (बाह्मण, चत्रिय तथा वेश्य), गाय, 
वेळ, अपने जीवित मित्र, राजा प्रज्वलित aft, साधु, प्रसन्न 


१२१ 


we. PPAR PPA, 


उपस्थित न होने पर भी सुनता हो अथवा समुद्र, पुर और | तादि करम से अयुक्त नस भी दोषों की ae करते हों एवं 
सेबों के भब्द करने पर भी उन्‍हें नहीं सुनता हो अथवा अन्य | मिव्याक्रम से अयुक्त रस दोप तथा aft की समता कर 


> bad ~ > "5 ~ गिरं > 5 और = ~ रसनेन्त्रिय 
ही प्रकार के शब्द सुनता हो पृं जो घामवासी ग्रागियों के | देते हों जर tage किसी भी रख को अपनी wake 


डाच्डों को जङ्गली आगियों के शब्द की तरद सुनता हो तथा | 
ape आगियों के cat को भामवासी थागियत्रों के आन्दो के , 
ससान सुनता दो, इसी तरह दुश्मनों के शब्दों को अच्छा | 
समझता हो तथा मित्रों क seat पर क्रोध करता हो एतं ! 
तिसकी सुनने की afk अकम्मात, नष्ट दो गई हो उसे विन: 
जन mle ॥ ४-७ ॥ 


Wares ae 


हक दिनं 1 
Tigi नरा ft न, 
वे 1 


eo RIT 
०1००५ TT 


| 


REN re ner ene eee TY कान Ra ID %-3४ 


Waa सद्जिरोरिनर ! 

“यस्तूष्णमिव ग्हाति शीत्तसुघगञ्च शीतवत्‌ | 
सञ्चातशीतपिङको यञ्च दाहेन पीञ्यते | ७॥ 
उप्णग्ात्रोऽतिमात्रब््च यः शीतेन प्रवेपते | | 

प्रहारान्नाभिजानाति योऽङ्गच्छेदमथापि वा WS ' 
जो मनुष्य शीतळ वस्तुओं को उप्ग सी समझता हो और 
उष्णा चस्लुओं को शीत के समान समझता हो एवं जिसकी 
देह Befaen की पिडकापुं हो पर ae दाह से पीडित होता 
हो। जिसका दारीर अधिक con होने पर भी शीत से कांपता 
हो पुर्व aes पर लगी हुईं चोट ठो तथा अह्नच्छेदन को भी | 
नहीं जानता हो उसे भी सादु समझना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 
पांशुनेवावकीर्गानि यञ्च गात्राणि सन्यते | 
३७ ~ [a 
वर्णान्यता वा राज्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति हि।॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य अपने शरीर को घूलि, नत आदि से व्याप्त न 
होने पर नी व्यास मानता दो नथा जिसके शरीर के रङ सें 
परिवर्तन दो गया हो किवा आरीर पर रेखाएं उत्पन्न हो गई हों 
उसे न्य कहते SUSU 
सनावानुलिप्रं यञ्चापि भञ्जन्ते नीलमक्षिकाः | 
सुगन्िर्वाऽति योऽकस्मात्तं ब्रुवन्ति गतायुपम्‌ ॥१०॥ 
जिस मनुष्य के स्नान करके चन्दन-कर्षूर आदि का शरीर 
SI कर देने पर भी वहां नीली मक्या वट, अथवा 
लगा न होने पर भी उससे सुगन्धि | 


विमर्शः--अत्वर्थरसिक 
सुशन्गयान्ति sign ( चरक ) ! तुगन्पिर्वा-- 
कहा हे । नानाएव्योपमो गन्यी यस्य भाति 
Pre sag नानाठुमछताब्न ॥ तमाहु पुष्मित 
। स चा संवत्तराडेह जदातीति ठिनिश्व ॥ 
व्यत्वातेनाइनि- 


पुष्पित 


व्प्छतानाप्लताः कावे चस्य गन्धा- घुमाचुमा*! 
मित्ताः च्छुः त च पु्थित्सच्ज्ते ॥ 

विपरीतेन ग्रह्मति रसान्‌ यश्चोपयोजितान्‌ | | 

उपयुक्ताः HATS रसा दोपाभिदृद्धये । ११॥ 

यस्य दोपाग्निसाम्यञ्च कुन्छुर्मिथ्योपयोजिताः | 

यो वा रसान्न संवेत्ति गतासुं तं प्रचक्षते ॥ १२॥ 

जो मनुष्य खाद्पदार्थ को सेवन करने पर उनके जो रस 

हों उनसे विपरीत रस का स्वाद लेता दो तथा उसके रोगहि- 


१६ ge 


| सं विभक्त व 
अत्न्वती नक्षत्र को न देखता हो तथा ध्रुव पुवंआकाझ ग्वा को 
भी नहीं देखता हो उसको निश्चित ही ag समझे॥ ३५-२० ॥ 


द्वारा जानता नहीं हो उसे ang ही समझते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
an ० ~ 

सुगन्थं वेत्ति ged दुर्गन्बस्य सुगन्धिताम्‌ | 

गृह्णीते वाऽन्यथा गन्धं शान्ते दीपे च नीरुज: ॥ 

यो वा गन्धान्न जानाति गतासुं त॑ विनिदिशेत्‌ ॥१३॥। 

जो भनुष्य सुगन्ध को दुर्गन्ध और दुर्गन्ध को gua 

जानता हो एवं जो गन्ध हो उससे विपरीत गन्ध को जानता 
हो तया दीपक क शान्त होने पर अर्थात्‌ ग्रातः काळ के समय 
रोग रहित हो जाय किंवा दीपक छुझाने पर उसकी गन्ध को 


! नहीं जान सकता हो उसे ary कहना चाहिये ॥ १३॥ 


ठन््रान्युष्णहिमादीनि कालावस्था दिशस्तथा ॥ 
विपरीतेन gate भावानन्यांश्च यो नरः॥ १४॥ 
जो मनुष्य कष्ट देनेवाले घीत-उष्ण इन्द्र को, काल की 
प्रवात-निर्वातादि अवस्था को, दिशाओं को तथा अन्य पदार्था 
( द्वव्य-गुग-कर्मादि ) को विपरीत रूप में ग्रहण करता दै उसे 
नष्टावु कहते हैँ ॥ ५४॥ - 


दिवा ज्योतींषि यश्चापि ज्वलितानीव पश्यति ॥१५॥ 
रात्री सव्य ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवचेसम्‌ | 
अमेघोपष्लवे यश्च शाक्रचापतडिद्गुणान्‌ ॥ १६॥ 
तडित्रतोऽसितान्‌ यो वा निम्मले गगने घनान्‌ । 
विमानयानपरासाटैयेश्च सङ्ङलमम्चरम्‌ ॥ १७॥ 
यत्रानिलं मूर्तिमन्तमन्तरिक्षव्व पश्यति | 
धूमनीहारवासोभिराबुतामिव मेदिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रदीप्रमिव alee यो वा प्लुतमिवाम्भसा 1 
भूमिमष्टापदाकारां लेखाभिर्यश्च पश्यति ॥ १६॥ 
च पश्यति सनच्ञत्रां यश्च देवीमरुन्धतीम्‌ | 
SATE वा तं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ २०॥ 
जो मनुष्य दिन में नचत्रों को चमळते हुये से देखता हो, 
रात्रि में सूर्य को जळते था प्रकाश करते हुये तथा दिन में 
चन्द्रमा को प्रकाशित देखता हो एवं जो मेवरहिव आकाश में 
भी इन्द्रधनुष तथा विजली चमकती हुई देखता हो, जो 
ang आकाश में विजळी के सहित काले Fat को देखता हो 
तथा जो आळाझ को विमान, रथ और राजमहलों से व्याप्त 
देखता हो । जो वायु को मूर्तिमान तथा आकाश को भी सूर्ति- 
मान देखता हो । जो पृथ्वी को धू, कुहरे या ओस और 
कपडों से ढकी हुई देखता हो । जो समस्त संसार को विना 
ग्रीप्मतु के भी प्रदीस सा देखता हो अथवा जळ से संसार को 
gat हुआ सा देखता हो, जो seat को रेखाओं से आठ खानों 
हुई सी देखता हो, जो सप्त्षियों के तारों से युक्त 


विमर्ञः-चरक'~सप्तषीगां समीपस्था यो न पश्यत्यरन्व- 


A) संवत्सरान्ते जन्ठु स पश्यतीति महत्तमः ! इति 


१२२ सुन्रुवसंहिता | 
fran a समीप होने पर प्रदा तथा छाया में भी 
| होते दे 1 दान घ्नया नथा । छारो विवि 
नने यस्य sents प्रेत घव स ॥ नाउच्छायों साइपमः कलिदि” 
झेणविदानि डि! ना शुराऽशुनोत्यक्ति जाळे छायाः प्रमा 
क्या 1 (चरक) 1 
हीरपक्रमते थस्य प्रभाधृतिम्मृतिश्रियः | 
अकस्माच MAA ग स परासुरसंशवम्‌ ॥ ४ ॥ 
fea प॒र की oom नष्ट दो जाती दे किंवा प्रभा, ति, 
स्वृति और शोभा चे निसको सहसा प्राप्त हो जाती हों उमे 
निश्चय ही दतप्राय समझना चाहिये ॥ २॥ 
विमदा रति -निश्चयात्मिक्ा इदि ite fata 
Bea ah ~ इतिमूलाथजिंटानन। आत्मगन्तीः संटोगदिदेः 
शव. स्स्त्रगच स्थति । (a0 दर्शन ) “अ्नुभूतविण्यातप्रमोष, 
न्यत ( चोगदत्र ) 1 


व्योत्नादर्शोप्णवोवेपु छायाँ यश्च च TH । 
पश्यत्वेकाइदीनां वा Beat शऽन्यसत्त्वजाम्‌॥९॥ 
श्‍वकाककडुय भागा प्रेतानां यक्षरक्षसाम्‌ | 
पिशाचोरगनायानां भूतानां विक्चतामपि ॥ २२ ॥ 
यो ग मवूरकण्ठाभ वरिधूर्त वहिमीक्षते | 
आतुरत्य भवेन्द्त्युः CITT व्णधिमवाप्तुवात्‌ ॥२॥॥ 


इति समत्रतसंदितायां gras पद्चेन्द्रिया्यत्रिप्रतिपत्ति 
aia त्रिंशोउध्णयः ॥ ३० ॥ 


ल, रेच, थ उरग, नाग अथवा 
चूत इन जैसी विद्वन आइति देवे) जो चू से रदित अनि | अन्याघरोष्ट' पतितः चिम्रश्रोथ्व तथोत्तरः। 
दो सोर के कप्ठ के समान नीली देखठा हो ऐसे रोगी को 


उमा ग जाम्चवाभासा दुलभं तस्य जीज्तम्‌ ॥ 2 
निसका नीचे छा ate गिर (ees) गया हो तथा 
Sale an को चद गया हो अथवा दोनों ओष जामुन के 
फळ के समान नीले वर्य क हो गये हो, उसका जीवित रहना 
Seas ॥ ५॥ 


विसर छाया को प्रदिच्चाया (Shadow, Image ) 
समझती चाहिये। प्रत्शिनाम्सित्याला eerie 1 छाग 
टा छा shearer । (घरक )। sees व्य STE 
TERN गनसछाई-छका। Stead दोवेमदर* me: पाडवा” 


रानू ॥? इनि। आरक्ता दशना यस्व श्याग ग स्थुः पवन्ति वा । 
इत्मप्ेकससन्दीपितासायर्त et Size. | खद्चनप्रतिभा वाऽपि तं गतायुपमादिशेत 11 ६॥ 


पदिर्नानिदाचचमोऽच्यायः ३८ ॥ frat दांत छाल या काले चर्ण के हो जांच अथवा गिर 


जाँच अववा खज्न Wt की तरह नीलवर्ग के हो जांच, उसको 
सी sare कहना चाहिये ॥ ६ 
कृष्णा स्वब्घा$वलिप्ता वा जिह्वा शूना च यत्य वे | 
ककरशा छा भवेद्‌ यत्य सोऽचिराटिजहात्वसून्‌ Mol 
fa मनुष्य की fer काठी, कठोर, जवलित सी 
चोययुक्त ठया sat होती हे बह vin ही प्राणा को छोड 
देता दे॥ ७॥ 


विम्'--छाळाल्ाव की अल्पता से fer शुष्क होकर 
उस पर संख का एक पते as लाता हे उसे (0०९३ ० 
Plastered tongce ) कहते ई । यह स्थिति प्रायः जठर रोग 
तथा स्वरादि से होती दै 


a nnd 


re क 
एकाञचशात्तसाऽच्याचः | 
अथावरद्ायात्मितिपत्तिमध्याय॑ व्यास्थत्यामः ॥१॥ 
ययोवाच भगवन घन्उन्तरिः ॥२॥ 
कब इतक अनन्तर कायच्मिनिमति नामक अध्याय SI 


च्यास्थान करते हं जदा कि भगवान. घन्दन्तरि ने aaa के 
fx Sz a ६-२॥ 


विमदाः--डाया को शारीर की कान्ति चा (Complexion) 


w 


कडवे हैं प्रमा कोर दोनों के संयोग से करीर की जो BS. 
धता होती दै 4S छारा हे । छात बनावा 


इनि 1 अननत “छाग बफनानामुचाठका 
इनि | अवयोम्टोऽ्डाइलङ्ञदेः ऊद छाग रनागाम्वाइशा च SAA 
x 


पंश्चमतान्निका प्र्न = oe 
Bry च । अन्य तु वण प्रकाचानि विम्द्ष्टाइक्ूते देव. 


कुटिला स्फुटिता चाऽपि gear ar यत्व नासिका 


selaa इति । चरकेप--नान्सी Rest नाचा उत्मेहा | SPSS सभा वा न स जीवति सानवः ॥ ८॥ 
ख्मेर sy इत्यडिन प्डविशव्छाचा,, Cer पोत्र fee जिस मनुष्य कौ नासिका रेदी, फटी हुई, श॒प्क हो 

द चया 
इरा West ए इत्टाडिना सत्विवाः rep, Sop र 


झब्द करती हो या चंड गई हो वह मनुष्य जोवित नहीं 
ware nen 

सङ्गते विषमे eee रक्ते लत्ते च लोचने | 

स्यातां वा प्रखुते चत्य स यताबुनेरों eT MEN 


Sesh, अव्दात: इत्यदिना चतुबिया 


a लोदिविका नीला पीदिका वाऽपि सानवम्‌ ! 
दमत्रवान्त यं छायाः स परासुरसंशयम्‌ ॥ ३॥ 


- नित मनुषय को काळी, छाछ जिस दरपक नेत्र संडचित, विषम, स्तच्च ( नि ), 
Fie कताई काढा, टोळ, He अयवा पीली छाया | आरक हों तया नीचे को या बाहर को लटके हुये हाँ अथवा 
& 


विश्वय दवी समम है ॥ ३॥ चहते हों वह मनुष्य निश्चय ही गतप्राण है ॥ ९ ॥ 


sey: ३१ ] 


: सूत्रस्थानम्‌ | 


१२३ 


केशाः सीमन्तिनो यस्य alga विनते श्रुवौ | 
लुनन्ति चाक्षिपच्माणि सोऽचिराद्‌ याति wat १० 
जिस पुरुप के सिर के वालों में सीमन्त ( मांग) हो गई 
हो तथा we संकुचित और झुक गई हों तथा वह आंखों की 
पलकों के वालों को नोचता हो वह शीघ्र ही age अधीन 
हो जाता है ॥ १०॥ 
नाहरत्यन्नमास्यस्थं न घारयति यः शिरः | 
एकामदष्टिमूढात्मा सद्यः प्राणाञ्जह्याति सः ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य सुख में रखे हुये अन्न को गले के नीचे नहीं 
उतारता हो तथा जो सिर को धारित नहीं करता हो तथा 
जो सूढात्मा ( मोहितात्मा ) एक तरफ ही बिना पलक गिराये 
देखता हो वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ता है ॥ ११॥ 
~ बलवान्‌ Saat वाऽपि सम्मोहं योऽधिगच्छति | 
उत्थाप्यमानो बहुशस्तं पक्तं भिषगादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
जो वलवान्‌ अथवा दुर्बळ पुरुष उठाते समय मूच्छित हो 
जाता हो उसे पक्क ( मरने वाला ) समझना चाहिये ॥ १२॥ 
विमर्शः--उठाते समय गिरने का कारण मस्तिष्क में 
रक्त की कमी ( Cerebral 4n०९०॥ ) है जिससे उसे संमोह 
( Giddiness or fointing ) उत्पन्न होता है । यह हदय की 
Sawer से होती हे । ज्वरे प्रमोहो भवति स्वलैरप्यवचेष्टिते । 
निषण्ण भोजयेत्तस्मान्मूत्रोच्चारौ च कारयेद्‌ ॥ 
उत्तानः AIT शेते पादौ विकुरुते च य'। 
विप्रसारणशीलो वा न स जीवति मानवः ॥ १३॥ 
जो मनुष्य सदा उत्तान (सीधा, पीठ के वळ ) सोता 
है तथा पांचों को वार वार सिकोडता व फेछाता हो वह 
मनुष्य जीवित नहीं रहता है ॥ १३ ॥ 
शीतपादकरोच्छरासरिछन्नोच्छवासश्च यो भवेत्‌ | 
काकोच्छवासश्च यो मत्येस्तं धीरः परिवर्जयेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस मनुष्य के पेर, हाथ और श्वास ये उंडे हों तथा जो 
छिन्न ( हूटते ) सांस लेता हो अथवा जो कौए की तरह 
सुख खोलकर सांस लेता हो उसे धीर वेद्य वर्जित कर दे ॥१४॥ 
विमशेः--मजुण्य के नासा से वापस बाहर निकलने वाळी 
हवा गरम होकर निकलती है। शरीरादि की स्वाभाविक 
उष्णता जीवन का एक लक्षण है। इसका कम होवा सृत्यु- 
सूचक tt छिन्न श्वास को Periodic breathing कहते हैं । 
यह हृद्रोग, Uraema, मस्तिप्कगतरक्त्राव या संन्यास 
( Apoplexy ), मस्तिष्कावरण शोथ ( Meningitis ) और 
(Sun-Stroke)# होती है। इस श्वास की खोज चेन 
और स्टोकस नामक दो विद्वानों ने की हे अत. इसका दूसरा 
नाम ( Cheyne-Stokes respiration) भी है। इसमें कुछ 
काल के लिये श्वास-अश्वासक्रिया वंद हो जाती है, फिर 
धीरे २ चलने लगती है । फिर वंद हो जाती है, फिर चलती है। 


निद्रा न च्छियते यस्य यो वा जागर्ति सवंदा | 
मुह्येद्वा वक्तुकामश्च प्रत्याव्येयः स जानता ॥ १५ ॥ 
जिस सेगी की नींद खुलती ही न हो अथवा जो रोगी 


सदा जागता ही हो अथवा जो रोगी वोलने की 'चाहना करने 
पर मूच्छित हो जाता हो उसे विज्ञ वेच त्याग दे ॥ १५॥ 


उत्तरीञ्च यो लिहयाहुत्कारांश्च करोति यः। 
रेता भाषते arg प्रेतरूपं तमादिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जो रोगी ऊपर के ate को चूसता हो तथा उत्कार 
( उकारे ) करता हो अथवा प्रेतों के साथ वात करता हो 
उसको प्रेतरूप (aa) ही समझो ॥ १६॥ 
खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्य रक्त प्रवतते | 
पुरुषस्याविषातेस्य सद्यो जह्यात्‌ स जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
जिस मचुप्य के विप खाया हुआ न होने पर भी Dag 
से तथा शरीर के अन्य द्वारों से रक्त वहता हो वह शीघ्र ही 
जीवन को व्यायता दै ॥ १७॥ 
विमशः--मार्गों पुनरस्य द्वावूर्ध्यँ चाधश्च तत्‌, ऊर्ध्वं प्रपद्यमान 
फर्णनासिकानेत्रास्येभ्य , अथ प्रपद्यमान मूत्रपुरीममार्गाभ्या प्रच्यवते 
तौ मार्गों प्रपथमानं सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्य' खेभ्यः प्रच्यवते शरी- 
रस्य ( चरक )। यह रक्तपित्त में रिष्ट मिलता है। यदा त॒ सर्व- 
चिठद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च । वर्तते तामसख्येया गतिं तस्याहुरन्तिः 
कीम्‌ ॥ ( चरक ) । मसूरिका, टाइफस ज्वर, मस्तिप्कसुषुम्ना 
ज्वर ( Cerebrospinal fever ), प्लेग, Tat ( purpura ) 
इन रोगों में यह अवस्था होती हे । 
वाताष्ठीला तु हृदये यस्यो दुध्वसनुयायिनी | 
रुजाऽन्नविद्वेषकरी स परासुरसंशयम्‌ ॥ १८॥ 
जिस पुरुष के हृदय के अन्दर वायु की गांठ उत्पन्न होकर 
ऊपर को चढ़े तथा पीड़ा और अन्न में विद्वेष करती हो वह 
निश्चय ही गतायु है ॥ १८॥ 


अनन्योपद्रवक्कतः शोफः पादसमुत्थितः | 
पुरुषं हन्ति नारीं तु मुखजो शुह्यजो इयम्‌ ॥ १६॥ 
किसी अन्य रोगों के उपद्रवरूप में उत्पन्न न होकर 
स्वतन्त्रतया पावों में उत्पन्न शोथ पुरुप को भार डाळताहे 
इसी प्रकार सुख पर उत्पन्न शोथ खरी को मार डाछता है। 
गद्य स्थानों पर उत्पन्न हुआ शोथ खी पुरुष दोनों को मार 
डालता हे ॥ १९॥ 
विमश+--अनन्योपद्रवक्वन, = नान्योपट्रवकत इत्यर्थं , श्वास- 
पिपासाऽऽदिञोफोपद्रवैरेव कृत इति निष्कर्षं । शोफोपद्रवा वक्ष्यन्ते- 
Sara पिपासा दौवंल्य ज्वरश्छर्दिररोचणः । दिक्काऽतिसारकासाश्च 
शोधित क्षपयन्ति दि ॥? इति। पादप्रवृत्त इवयथुर्नृणां य. प्राप्लु- 
यान्मुसम्‌ | छीणा वक्‍त्रादधो याति वस्तिजश्व न सिद्धयति ॥ 


अतिसारो ज्वरो हिक्का छर्दिः शुन्ताग्डमेढ़ता | 
खासिनः कासिनो वाऽपि यस्य तं क्षीणमादिशेत्‌ ॥२०॥ 
अतिसार, ज्वर,' हिक्का, वमन, अण्डग्नन्थि तथा मेढ 
( इन्द्रिय ) में शोथ ये उपद्रव श्वास या कास रोगी के उत्पन्न 
होने पर उसे क्षीण समझना चाहिये ॥ २० ॥ 
स्वेदो दाहश्च बलवान्‌ हिका ्ासञ्च मानवम्‌ | 
बलबन्तमपि प्राणेबियुञ्जन्ति न संशयः ॥ २१ ॥ 
अधिक पसीना का आना, दाह होना तथा जोर की हिक्का 


१२४ सुश्रुतर्सहिता | 


और श्वास थे उपद्रच बलवान रोगी को भी प्राणा से वियुक्त | हो तथा प्यास अधिक छगे और सहसा दारीर के वळ की 


कर देते हैं इसमें कोई ate नही हे ॥ २१ ॥ 
श्यावा जिह्वा भवेद्यस्य सव्यं चात्ति निमज्जति | 
gaa जायते पूति यस्य तं परिवजयेत्‌ ॥ २२॥ 
जिस मंनुप्य की जिह्वा काली हो गई हो, चायाँ नेत्र 
भीतर घुस गया हो तथा सुख में gira उत्पन्न हो जाय तो 
उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
वक्त्रमापूरयेतेऽश्रूणाः स्विद्यतञश्चरणाबुभौ | 
चक्षुश्चाकुलतां याति यमराष्ट्रं गमिष्यतः ॥ २३॥ 
यमराज के राष्ट्र ( यमलोक ) में जाने वाले घुरुप का मुख 
आँसुओं से भर जाता है तथा दोनों wat से पसीना आता है 
और नेत्र व्याकुल हो जाते हैं ॥ २३॥ 
_अत्तिमात्रं लघुनि gata शुरुकाणि वा | 
` थस्याकस्मात्‌ स विज्ञेयो गन्ता वैवस्वतालयम्‌ ॥२४॥ 
जिस मनुष्य के शरीर के अवयच सहसा अधिक भात्रा 
म॑ हरके हों जांय अथवा भारी हो जाय वह यमालय में जाने 
चाळा है ॥ २४॥ 
पङ्कमत्स्पवसातेलघृतगम्थांश्च ये नराः | 
सृष्टगन्धांश्च ये यान्ति गन्तारस्ते यमालयम्‌ ॥ २५ UI 
जो मनुष्य चड, मदी, चरवी, तेळ, घृत इनकी 
शन्धयुक्त या अन्य गन्धयुक्त हो जाते हों वे यमलोक 
को जाने वाले होते हैं ॥ a ॥ 
यूका ललाटमायास्ति बलिं नाभ्नन्ति घायसाः। - 
येषां वाऽपि रति्नास्ति यातारस्ते यमालयम्‌ ॥ २६॥ 
| जिसके छलाट प्रदेश में sce जाती हैं, जिसकी दी 
ge वळि को कौए भी नहीं साते हों तथा जिनको कही भी 
आराम नहीं मिलता हो वे यमलोक को जाने वाळे होते हैं ॥ 
व्वरातिसारशोफाः स्य॒येस्थान्योन्यावसादिनः | 
प्रक्षीणवलमांसस्य नासौ शक्यश्रिकित्सितुप्‌ । २७ ॥| 
जिस पुरुष में परस्पर एक दूसरों के उपद्रव के कारण 
रण 
स्वर, प और शोफ रोग उत्पन्न हो गया हो तथा. रोगी 
का बल ओर मांस क्षीण हो गया होतो उसकी 
करना शक्य नहीं है॥ २७॥ ७७ 
विमर्श--अन्योन्यावसादिन -ज्वरातिसारो झोफान्ते f 
ez : २4 ¬ड र न्ते श्वय 
तयी. क्षये । Fier विशेपेग नरस्वान्ताय कल्पते | ( चरक ) 
ज्ीणस्य यत्य क्षत्तप्णे ह्येमिट्रेहितेस्तथा | 
न शाम्यतोऽज्ञपानेश्च तरय भृत्युरुपरियतः ॥ २८॥ 
जिस क्षीण हुए मनुष्य की क्षुधा हित्तकारक 
Pi कारक तथा हृद्य 
सि शान्त न होती हो तथा प्यास ठंढा जळ पीने से 
भी शान्त न होती हो उसकी ay उपस्थित समझो॥ २८॥ 


मादिका शिरःशूलं PIU दारुणम्‌ | 
पपासा बलह्यानश्च तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ २६] 
निस vaca के प्रवाहिका, शिरःशूल, Suge ये दारण 


हानि हो जाय उसकी सत्यु उपस्थित मानो ॥ २६॥ 
[a ¢ 4, 
विपमेणोपचारेण कम्मंभिश्र पुराकृतेः | 
अनित्यत्याच जन्तूनां जीवितं निघनं ब्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
विपम उपचार से, पूर्वजन्म में किये हुये कर्मा से तथा 
जीवधारियों की अनित्यता से ages का जीवन नष्ट होता इ॥ 
विमर्दाः--अशद्वसमरहे सृत्यो कारणानि--मरण प्राणिना इष्टः 
मादु पुण्योमयक्षयात्‌। तयोरप्यक्षयाद्‌ दृष्ट विपमापरिहारिणाम्‌॥ 
रेता भूताः पिशाचाश्च रक्षांसि विविधानि च । 
मरणाभिमुखं नित्यमुपसपंन्ति मानवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तानि भेषजवीर्याणि प्रतिन्नन्ति जिघांसया | 
तस्मान्मोघाः क्रियाः सर्वा भवन्त्येव गतायुपाम्‌ ॥३श॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां सुत्रस्थाने छायाविप्रतिपत्ति- 
नामैकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


a LUT 


प्रेत, भूत, पिशाच, अनेक प्रकार के राक्षस ये निकट 
स्त्युवाळे मनुष्य के पास नित्य ही आते हैं तथा उस मनुष्य 
को मारने की इच्छा से ओपचियों के वीर्य ( प्रभावादिक ) 
को न कर देते हे इसीलिये गताचु पुरुषों के लिये प्रयुक्त सव 
प्रकार की चिकित्पारूपी क्रियाएँ fone हो जाती हैं ॥ 
इत्यायुर्वेदतत््रसन्दीपिकाभापायां सूत्रस्थाने छायाविप्रतिपत्ति- 
नमिंकत्रिशत्तमोऽध्याय. ॥ ३१ ॥ 


NY VA 


द्वात्रिशत्तसोडध्याय। | 
अथातः स्पभातविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर स्त्रभारविप्रनिरत्ति नामक अध्याय का 
वर्णन करते हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 

स्वभावप्रसिद्धाना शरीरेकदेशानामन्यभावित्वं सर- 

णाय | तद्यथा-शुङ्टानां कृष्णत्वं, कृष्णानां शुक्तता, 
रक्तानामन्यवणत्वं, स्थिराणां za, seat स्थिरता, 
चलानामचलत्वम्‌ अचलानां चलता, Wat सद्ठिप्तत्व॑, 
afgart पथुता, दीर्घाणां gael, genet दीघेता, 
अपतनघमिंणां पतनधमित्वं, पतनधर्मिणामपतनघर्म- 
त्वम्‌ ; अकस्माच्च शेत्यीष्ण्यस्नेग्यरीक्ष्यप्रस्तम्भवेवण्यांव- 

साद्चञ्चाङ्घानाम्‌॥ ३॥ 

स्वभाव से प्रसिद्ध शरीर के अवथवों का अन्यथाभाव 
होना मरण के लिये है । जैसे नेत्र का श्वेत भाग तथा दांत 
इनका काला पडना, केशादि काले अवयवो का श्वेत दोना, 
जिह्वा, ओष्ट आदि रच वर्ण के अङ्गां का वर्ण विपरीत ( नीला, 
काळा ) हो जाना, अस्थ्यादि कठिन पदार्थों का सदु होना 
तया त्वचा, मांसादि मुलायम पदार्थों का कठिन दोना, जिल्ला, 


अध्यायः ३२ ] 


सन्धि भादि चल अङ्गां का अचळ होना या जकद जाना तथा 
अचल अङ्गं का चल होना, एथु ( चौदे ) पदाथों का dia 
( संकुचित ) होना, जंघा, वाहु आदि रम्मे पदार्थों का छोटा 
होना तथा छोटे पदार्थों का wear होना, अपतनधर्मी ( नस 
केशादि ) पदार्थों का गिरना तथा सूत्र, घुरीपादि पतनधर्मी 
पदार्थों का अवरोध होना, इसी तरह अकसमात्‌ ही शारीर 
के भिन्न अङ्गां का शीत, sou, स्निग्ध, ae, जकढन, विवर्णता 


और शक्तिरहित होना ॥ १॥ 

सवेभ्यः स्थानेभ्यः शरीरेकदेशानामवसरस्तोत्तिप्त- 
आान्तावत्तिप्तपतितविधुक्तनिेतान्तरगेतुरुलघुत्यानि; 
प्रवालवणेव्यद्गप्रादुर्भाबो वाऽप्यकस्मात्‌ , सिराणाञ्च 
दशनं ललाटे, नासावंशे वा पिडकोत्पत्तिम ललाटे 
प्रभातकाले स्वेदः, नेत्ररोगाद्विना वा$श्रप्रवृत्तिः गोम- 
यचू्ेप्रकाशस्य वा रजसो दशनमुत्तमाद्ने निलयनं वा 
कपोतकङ्ककाकम्रशतीनां, मूत्रपुरीपवृद्धिरभुज्ञानानां, 
THAN भुखानानां वा, स्तनमूलहृदयोरःसु च शूलो- 
त्पत्तयः, मध्ये झूतत्वमन्तेषु परिम्ायित्तं विपर्ययो ar, 
तथाऽद्ध्वि श्वयथुः) शोपोऽङ्गप्तयोया, नष्टहीनविक- 
लविकृतस्वरता वा, विवर्णपुष्पप्राहुर्भावो वा दन्तमुखन- 


खशरीरेपु ॥ ४ ॥ 


*श्रू, पलक, ओए आदि शरीर के अद्रो का अपने स्थानों से 
नीचे गिरना या ऊँचे उठ ( तन) जाना, नेत्रादि का आन्त 
होना यारेढ़ा हो जाना, सिर, ग्रीवा आदि की धारणशक्ति 
नष्ट होना, सन्धियों की fais होना, जिहा-नेत्रादि का 
बाहर निकलना या भीतर को धस जाना, अङ्गां की गुरुता या 
ल्घुता होना, प्रवाळ के रङ्ग का चेहरे या अन्य शरीर फे भाग 
पर अकस्मात्‌ व्यङ्ग उत्पन्न होना, छछाट प्रदेश सें सिराओं का 
उभार दिखाई देना, नासा के ऊपर फुन्सियां उत्पन्न होना, 
प्रात" काळ के समय were पर पसीना आना, नेत्रों में किसी 
प्रकार का रोग न होने पर भी आंसुओं का निकलना, शरीर 
के उत्तमाड़ (सिर) पर गोवर के चूर्ण के समान रज फा 
दिखाई देना अथवा सिर पर कबूतर, कङ्क और कोण आदि 
का बैठना, भोजन नहीं करने पर भी मूत्र और मल की वृद्धि 
होना तथा भोजन करते रहने पर भी मूत्र और मळ का Stor 
होना, MANS, हृदय और छाती में शूळ उत्पन्न होना, शरीर 
के सध्य भाग में शोथ उत्पन्न होना और अन्त भाग ( हस्त 
पादादि) पर कृशता अथवा मध्यभाग से पतलापन तथा इस्त- 
पादादि अङ्गां पर मोटापन होना, शरीर के आधे अङ्गां से शोथ 
उत्पन्न होना, इसी तरद शरीर के एक आध अवयव में अथवा 
आधे अङ्ग में शुष्कता, स्वर का नष्ट, हीन, विकळत्व और 
विकृत होना और दुन्त, सुख, नख या शारीर के अन्य भागों 
पर विकृत रंग के घुप्पों का प्रादुर्भाव होना ये सव भरण के 
दर्शक चिह्न हैं ॥ ४॥ 

यस्य चाऽप्छु कफपुरीपरेतांसि निमञ्जन्ति, यस्य 
वा दृष्टिमण्डले भिन्नविकृतानि रूपाण्यालोक्यन्ते; 
स्नेहाभ्यक्तकेशा इ इव यो भाति, यश्च Taal भक्तद्ठेषा- 


सून्नस्थांनम्‌ | 


NNN AANA SO PALLISER NINE PR SANNA Pune tren, 


gay 


४४९४४४४ BARRA Rn RAR Un २४४४४ 


तिसाराभ्यां पीड्यते, कासमानश्च तृष्णाऽभिभूतः, 
चीणश्छदिभक्तद्वेपयुक्तः, सफेनपूयरुधिरोद्ठामी हतस्वरः 
शूलाभिपन्नश्च मनुष्यः, शुनकरचरणवदनः त्तीणोऽन्न- 
द्वेषी स्रस्तपिणिडकांसपाणिपादो ज्वरकासाभिभूतः, 
यस्तु पूर्वाहे भुक्तमपराहे छदेयत्यविदग्धमतिसायेते वा 
ज्यरकासाभिभूतः स खासान्प्रियते ॥ ५ ॥ 


जिस भनुष्य के कफ, विष्ठा और चौर्य जल में इचते हों 
अथवा जिसके दृष्टिमण्डल सें भिन्न और विकृत रूप दिखाई 
देते हों, जिसके केश और अङ्ग स्नेह से अभ्यक्त हुये से प्रतीत 
होते हों, जो दुर्वळ भक्तद्वेप और अतिसार से पीडित हो तथा 
जो खांसता हुआ तृपा से पीडित हो, जो क्षीण होकर चमन 
और भक्तद्वेप से युक्त हो, जो व्यक्ति फेन के सहित मवाद 
और रुघिर का वमन करता हो तथा हतस्वर एवं भूल से युक्त 
हो, जो क्षीण हुआ मनुष्य हस्त, पाद और सुख पर शोथ से 
पीडित हो, अन्न में द्वेप रखता हो तथा जिसके पिण्डिलिकाएँ, 
कंधे, हाथ और पांच शिथिल हो गये हों एवं ज्वर और कास से 
आक्रान्त हो। जो व्यक्ति पूर्वा मे खाये हुये भोजन का 
अपराह में वमन कर देता हो अथवा अध पके अन्न के ही 
दस्त करता हो एव ज्वर और कास से पीड़ित हो कर वह 
श्वास से मरता है ॥ ५॥ 


बस्तवद्विलपन्‌ यश्च भूमौ पतति wegen, 
स्तव्धमेढो भग्नग्रीवः प्रनष्टमेह्नश्च मनुष्यः, प्राग्विशुष्य- 
माणहृदय ASNT, यश्च लोष्टं लोष्टेनाभिहन्ति का 
कान, ठृणानि वा छिनत्ति, अधरोष्ठं दशति, उत्तरोएं 
चा लेढि, आलुख्ति वा कणों केशांश्च, देवहिजगुरु- 
Geeata Bf, यस्य बक्रानुवक्रगा ग्रहा गर्हितस्थान- 
गताः पीडयन्ति sara वा, यस्योल्काऽशानिभ्यामभिः 
हन्यते होरा वा, गृहदारशयनासनयानवाहुनमणिरन्नो- 
पकरणगहितलक्षणनिमित्तप्रादुर्भावो वेति ॥ ६॥ 


जो व्यक्ति चकरी के त्रच्चे की तरह विछाप करता gat 
भूमि पर गिरता हे तथा जिसके अण्डकोप गिर गये हों एवं 
जिसकी इन्द्रियां स्तस्भित हो गई हों, ग्रीवा भरन हो गई हो, 
सूत्र नष्ट हो गया हो ऐसा मनुष्य तथा जिसका शरीर स्नान 
से गीला करने पर पहले हृदय प्रदेश सूखता हो तथा जो 
लोए ( ढेले ) को छोए से तथा काए को काष्ठ से मारता हो 
या तृण को तोडता हो, TITS को कारता हो या ऊपर के 
ओष्ट को चारता हो अथवा कानों और केशों का Gat करता 
हो तथा देवता, द्विज, गुरु, मित्र और dat से द्वेष रखता हो 
तथा जिसके am तथा ages ग्रह निन्दित स्थान सें 
स्थित होकर जन्मनछनत्र को पीडित करते हों या जिसका जन्म 
लग्न उल्का और वज्र से अभिहत हो अथवा जिसके घर, खी, 
दायन, आसन, यान, वाहन, मणि, रल और अन्य उपकरणों 
सें निन्दित लक्षण और निमित्त की उत्पत्ति हो उस मनुष्य 
को गतायु समझ्नना चाहिये॥ ६॥ 

विमर्शः--प्रनष्टमेहन को मूत्राघात ( Snppresson of 
urine ) समझना चाहिये । प्र।ग्विशुष्यमाणहृदय -”यस्य स्नातानु- 


१२६ 


लिप्तस्य पूर्व शुष्यत्युरो शशम 1 आगु संगात्रेपु asia न 
जीवति ॥ mentite -+वक्राठुस्क्रा कुटिल मन्दा मन्दता समा! 
तथा जीत्रतरा जत्रा ग्रह्मणामथ्या गति ॥ दोराशाब्देन जन्मराशि- 
जन्मनक्षत्र वा गृह्यते । 
भवन्ति चात्र— = 
चकित्स्यमानः सम्यक्‌ च विकारो यो5भिवधते | 
प्रद्चीणबलमांसस्य लक्षणं तद्गतायुषः ॥ ७ ॥ 
जिसकी टीक तरह से चिकित्सा करने पर भी रोग बढ़ता 
हो तथा शरीर का वळ और मास क्षोण हो गया हो यह 
उसकी नष्ट आयु का छक्तण है॥ ७ ॥ 
निवर्तेते महाव्याथिः सहसा यश्य देहिनः | 
न घाहारफलं यत्य दृश्यते स विनश्यति ॥ ८॥ 
जिस मजुप्य़ की महाव्याधि सहसा ही निवर्तित हो जाय 
तथा भोजन करने का तुटि-पुष्टि रूप फल भी न होता हो वह 
face हो जाता है ॥ ८॥ 
विमरश'--चरके ओपवाहारविज्ञानम्‌-विज्ञात aga सिद्ध 
विधिवच्चात्रचारितम्‌। न सिद्धथत्योषध यस्य नास्ति तस्य चिकि- 
त्सितम॥ आहारसुपयुञ्षांनो भिषजा रूपकस्मितम्‌। य॒ फळ तस्य 
नाझोति दुर्लम तस्य जीवितम्‌ ॥ 
एतान्यरिष्टरूपाणि सम्यग्‌ बुध्येत यो भिपक्‌। 
साध्यासाध्यपरीत्षायां स राज्ञः सम्मतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने स्वभावविभ्रति- 
पत्तिर्ताम दात्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


eA YY 


इन उपर्युक्त afte लक्षणों को जो Faq अच्छी प्रकार 
जानता है चह रोगों की साध्यासाध्यता (7१०४००५५ ) की 
परीक्षा ( निणय ) करने मे राजसंमत होता हे ॥ ५ ॥ 


इत्यायुवंद्तत्वसन्दीपिफासापायाँ सूत्रस्थाने स्त्रभाववि- 
प्रतिपत्तिर्नाम इत्रिशात्तमोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


NN YY 
ny मेऽ 
चअयास्त्ररात्तसाऽध्यायः | 
अथातोऽवारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
भव इसके अनन्तर 'जवारणीय' नामक अध्याय का वर्णन 
करते € जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था॥ १-२॥ 
चिमर्शः--उप्द्रवविशेषज्ञुधतया न बिद्यते वारण येषा तेघ्वारणा- 
व्याधयस्तानधिङ्गन्य कृनोऽऽ्यायोऽवारणोयस्तम्‌ | 
ES) had 
उपद्रवेस्तु ये जुष्टा व्याघयो यान्त्यबार्येताम्‌ | 
रसायनाहिना वत्स ! ताञ्‌ श्श्रवेकमना मम ॥ ३॥ 
जो रोग उपद्रवो से युक्त होने के कारण रसायन के दिन्या 


अवार्य ( असाध्य ) हो जाती हैं उन्हे एकचित्त होकर मेरे 
से सुनो ॥ ३ ॥ 


सुश्रुतसंहितां | 


विसर्शः--उपद्रव --( १) रोगारम्मफदोपप्रकोपजन्यो5न्यवि- 
कार उपद्रव* । ( माधव )1 (२ ) उपद्रवस्तु खल रोगोत्तरकोल्जो 
रोगाश्रयो रोग एव स्थृळोऽणु रोगात्पश्चाज्जायत इति उपद्रवसक्ष | 
(चरक )1 (३) य Galera व्याथिं जघन्यकालजातो व्याधिरुष- 
सजति स तन्मूल ण्वोपद्भवसश्च । (सुश्रुत )। उपद्रव को ( Com 
plication and sequalae ) कहते हॅ । रसायन से रसायन, 
तप, जप आदि का महण होता है । श्रुवन्तु मरण KE बराहमणैसत- 
त्किलामलै । रसायनतपोजप्यतत्परेस्तत्रिवार्यते | 
बातव्याधिः atest कुछमर्शों भगन्दरम्‌ | 
अश्मरी Worse तथेबोदरमष्टमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टावेते प्रकृत्यैव दुश्चिकित्स्या महागदाः | 
पराणमांसक्तयश्चासट्ष्णाशोपव्यीज्वरेः ॥५॥ 
मूच्छाऽतिसारहिकाभिः पुनश्चैतेरुपद्रताः | 
वर्जनीया विशेषेण भिपजा सिद्धिमिच्छता ॥ ६॥ 
वातव्याधि, प्रमेह, कुछ, अर्श, भगन्दर, अश्मरी, मूढगर्भ 
ये सात तथा आठवां उद्र रोग ये est महारोग हैं तथा 
स्वभाव से ही दुश्चिकिस्प होते हैं। किन्छु जव ये रोग प्राण 
( चळ ) क्षय, मांसक्षय, श्वास, तृष्णा, रसरक्तादि धातु शोप, 
वमन, ज्वर, मूच्छा, अतिसार, हिक्का इन उपद्रवो से युक्त हो 
तो सिद्धि चाहनेवाळा इनकी चिकित्सा विशेष कर नहीं करे ॥ 
विमर्श/--अष्टावेते महान्तस्तु व्याधयो दुस्तरा सदा । 
शूनं Great भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम्‌। ° 
नरं रुजात्तेमन्तश्च वातव्याधिर्विनाशयेत्‌ | ७ ॥। 
शोथ से युक्त, सुन्नत्वचा वाले, अस्थ्यादि wa, कम्प और 
आध्मान से पीड़ित तथा वेदना और दुःख से पीड़ित मलुप्य 
को वातज्याधि नष्ट कर देती हे ॥ ७॥ 


यथोक्तोपद्रवाबिष्टमतित्रल्ुतमेच वा | 
पिडकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविपाक, अरुचि आदि यथोक्त उपद्रर्वा से पीड़ित तथा 
मूत्रादि का अधिक खाव करनेवाले एव शराविका, कच्छुपिका 
आदि पिडिकाओं से अत्यधिक पीडित मनुष्य को प्रमेह सार 
डालता है ॥ ८ ॥ 
चिसर्शः--यथोक्तोपद्रवा यथा अष्टाइसगद्दे--'अविपाको5रचि- 
इच्दिनिद्रा कास सपीनस । उपद्र्वा प्रजायन्ते मेद्दाना कफजन्म- 
नाम्‌ ॥ वस्तिमेहनयोस्तोदो सुष्कावदरण ज्वर । TEES FEAT 
मूर्च्छा विड्भेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ वातिकानासुदावतकण्ठहृद््इलो 
लताः | झूल्युन्निद्रता शोष कास. श्वासश्च जायते ॥' इति। 
sr रक्तनेत्रं हतस्वरमू | 
i ge हन्तीह छुछिनम्‌ & | 
फटे शरीर चाळे को, जिसके अङ्ग क्षरने या गलने ळग गये 
हों, रक्तनेत्र, हतस्वर तथा पञ्चकम गुणों से भी अतिक्रान्त 
ऐसे मचुप्य को कुष्ठ भार डालता है ॥ ९॥ 
विसदी--यत्नकमंयुगातीत के तीन अर्थ होते हैं पांचवी 
अस्थि धातु में स्थित हुये कुष्ठ के नासामङ्गादि गुण, इन से भी 
अधिक गुणवाले मनुष्य को कुछ मार ढाळता हे । अधिक गुण 


अध्यायः २२ 1 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१२५ 


Sa नासामग्रोऽक्षिरागश्र क्षते च कमिसन्मव । भवेत्‌ स्वरोपवातश्र 
सत्थिनजवसमात्रिते ॥ कौण्य गनिक्षयोऽद्वाना समेद क्षतसपंणन्‌,। 
वस्नुतस्तु अस्थि, सला और शुक्र यत कुष्ठ Sy चाळा कुष्ठ 
मनुष्य को मार डालता हे । जसा कि कहा है--मेदोगन भवे- 
याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌। “पञ्चम सत्र चोण्क्रमेत्‌? अन्यश्च-चटुर्थ- 
कर्मयुगशप्त याध्यमात्मवत्त सविधानवतश्र । टरइणमते तु--पज्ञम- 
धात्वस्थिस्तिनं as, तत्र कर्माणि संशोधनसशमनाभ्यग्मशुग्युलु- 
शिलाजतुप्रमुतीनि, तेपा शुगाः फलानि तेम्योऽनीनम्‌। चमन, 
विरेचन, आस्यापन, शिरोविरेचन और श्रोगितावसेचन इन 
पत्चकर्म से भी जो रोगी टीक न हो उसे कुष्ट मार डालता है | 
ठुष्णारोचकञ्चलातेमतिम्रस्नुतशोणितम्‌ | 
शोफातीसारसंयुक्तमोव्याधिर्विनाशायेत्‌ ॥ १० ॥ 
तृष्णा, अरुचि और शूळ से पीडित तथा जिसका रक्त 
अधिक निकल गया हो भौर शोफ तया अतिसार से संयुक्त 
AAT को अर्श सार डालता हैँ ॥ १०॥ 
वातमूत्रपुरीपाणि क्रिमयः शुक्रमेव च । 
भगन्द्रात्‌ प्रस्नतरन्ति यस्य तं परिवजयेत ॥ ११॥ 
वायु, मूत्र, मळ, कृमि और शुक्र ये जिस मनुष्य के 
भगन्दर से निकलते हों उसकी चिकित्सा न करें ॥ ११ ॥ 
प्रशूननाभिदपणं waa रुगन्वितम्‌ | 
अश्मरी नपयत्याशु सिकता शकेरा5न्विता ॥ १२॥ 
जिस रोगी की नामि और gan सूज गये हों, मूत्र रुक 
गया हो तथा शूळ हो रहा हो ऐसे मनुष्य को अश्मरी शीघ्र 
ही मार ढाळती है तथा शर्करायुक्त सिकतामेह में उपर्युक्त 
SIT होने से रोगी को भार डालते हैं ॥ १२॥ 
TARTS मकल्लो योनिसंवृतिः । 
हन्यात्‌ रियं मृढगर्भे यथोक्ता्चाप्युपद्रवाः ॥ १३॥ 
गर्भकोष परासङ्ग, Aes शूळ, योनि संवरण तथा यथोक्त 
उपद्रव ये मूढगर्भ में होने पर खी को मार डालते हैं ॥ १३॥ 
विमदाः--गर्माटायस्य परोऽत्यर्थमासङ्ग. क्रियाहीनता ( Uter- 
ine inertia ), योनिसंचुति ( Tonic spasm of uterus or 
tetanus uteri) यथोक्ताश्रोपद्रवा.--विपरीतेन्द्रयार्थाक्षेपकयोनि- 
अंश” खासकासन्रमादय* | 
पाश्चभद्गान्नविद्देपशोफातीसारपीडितम्‌ । 
विरिक्त पूर्यमाणव्व वर्जयेदुद्रादितम्‌ ।। १४॥ 
पार्श्व भट्ट, अन्न में द्वेष, शोफ, अतिसार से पीड़ित तथा 
विरेचन of दुवा देने से उदर के खाली होने पर पुनः भर 
जाता हो इस प्रकार के उदर रोगी की चिकित्सा नहीं 
करनी चाहिये ॥ १९॥ 
यस्ताम्यति विसंन्रश्च शेते निपतितोऽपि वा | 
शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण त्रियते नरः ॥ १५॥ 
यो हृष्टरोमा Tara हृदि सङ्घातशूलवान्‌ | 
नित्यं वक्त्रेण चोच्छस्यात्त बरो हन्ति मानवम्‌॥१६॥। 
हिक्ाश्वासपि ig 5 
Pararraassa मूढं विश्रान्वलोचनम्‌ । 
सन्ततोच्छासिनं Foi नरं क्षपयति ज्वरः ॥ १७॥ 


vn Aa Rn I, AE. TRE RA BE POO AAA DETTE ac Ppp 


आचिलात्तं प्रताम्यन्तं निद्रायु्तमतीच च | 
चीणशोणितमांसञ्च नर॑ नाशयति ज्वर: ॥ १८॥ 
जो मनुष्य झुहुर्सुहुः मूच्छित अथवा वेहोश होकर शयन 

करता हे या पडा रहता है एवं जो चाहर से शीत से पीड़ित 
आर भीतर से दाइ से पीडित हो ऐसा ager ज्वर से मर 
जाता द। जिसके शारीर के रोंगटे खडे होते हो. तथा जिसकी 
आंखे wie हों एवं जिसके हदयप्रदेश में अत्यन्त शूल होता 
हो तथा सदा मुख से उच्छास करता हो ऐसे ager को ज्वर 
मार देता ह। हिका, श्वास, पिपासा से पीडित तथा जिसका 
चित्त मूठ हो गया हो, नेत्र विश्रान्त हो गये हो तथा जो 
निरन्तर ata लेता हो एवं क्षीण हो गया हो ऐसे ager को 
ज्वर नष्ट कर देता ह जिसके नेत्र अश्रु से भर गये हो, जो 
अत्यन्त मोह और निद्रा से युक्त होता है तथा जिसका रक्त 
और मांस क्षीण हो गया हो ऐसे मनुष्य को ज्वर नष्ट कर 
देता हे ॥ ५५-१८ ॥ 


खासशूलपिपासा55त्त क्षीणं उ्बरनिपीडितम्‌ । 
विशेषेण नरं वृद्धमतीसारो विनाशायेत्त ॥ १६॥ 
श्वास, शूळ और पिपासा से पीडित, क्षीण हुये, ज्वर 
से पीडित तथा विशेष कर वृद्ध ager को अतिसार नष्ट कर 
देता है ॥ १९ ॥ 
शुछ्ठाक्षमननदवेष्टारमृध्येत्वासनिपीडितम्‌ | 
कृच्छेण बहु मेहन्तं Tear हन्तीह मानवम्‌ ॥ २०॥ 
जिसके नेत्र सफेद हो गये हो, जो अन्न में हेप रखता हो, 
जो ऊर्ध्वश्वास से पीडित हो एव अत्यन्त erga से मूत्नत्याग 
करता हो । ऐसे Ager को राजयदमा मार डालता हे ॥ २०॥ 
शासशूलपिपासाऽन्नविद्वेप्रन्थिसूढताः | 
भवन्ति gadera गुल्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥ २१॥ 
श्वास, शूळ, पिपासा, अन्नविद्वेप तथा dears लक्षण 
WY प्राप्त करनेवाले युल्मरोगी के होते हैं ॥ २१ ॥ 
आध्मातं बद्धनिष्यन्द छर्दिहिकाहूडन्वितम्‌ | 
रुजाश्वाससमाविष्ट विद्रधिनांशयेन्नरम्‌ ॥ २२॥ 
आध्मान से युक्त, सूत्रावरोधी, वसन, हिक्का और तृपा से 
युक्त तथा पीढ़ा और श्वास से युक्त रोगी को अन्तविंद्रवि नष्ट 
कर देती दे ॥ २२ ॥ 
पाण्डुदन्तनखो यश्च पाण्डुनेत्रश्च मानवः | 
पाण्डुसङ्घातदशी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ २३॥. 
जिस मनुष्य के erat और नख पाण्डु रङ्ग के हो जांय तथा 
नेत्र भी पाण्डु हो जांय तथा जो सर्व पदार्थो को पाण्डु ही 
देखता हो ऐसा पा'डु रोगी नष्ट हो जाता हे ॥ २३॥ 
लोहितं छदंयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः | 
caress दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती विनश्यति ॥ २४ ॥ 
जो AGT वार वार खून की उलटी ( के ) करता हो तथा 
जिसके सब नेत्र छाल हो गये हों एवं जो सव दिशाओं को 


ही देखता हो ऐसा रक्तपित्त का रोगी नष्ट हो जाता है॥ 


१२८ 


TTT — ne PPR LILIES LAL OP PALI PAL ARRAS 


अवाड्युखस्तून्मुखो वा द्ीणमांसबलो नरः | 
जागरिप्णुरसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ २५॥ । 
जो अपना सुख नीचे को या ऊपर को रखता हो तथा 

निसका मांस ओर वळ vi हो गया हो एवं जो नींद 
नहीं जाने से जागरण करता हो वह निश्चय ही उन्माद से मर 
जाता है ॥ २५॥ 

बहुशोऽपस्मरन्तन्तु प्रक्षीणं चलितश्रुवम्‌ | 

Sanaa विकुवाणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ २६॥ 


इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थानेऽवारणीयो 
नाम त्रयद्िशत्तमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


OER TVA AANA 


जो ब्यक्ति अनेक वार अपस्मार के चेग से पीडित होता हो 
तथा जो क्षीण हो गया हो व जिसके भीहें चळायमान होते हों 
और नेत्रा में विकृति हो गई हो ऐसे ager को अपस्मार 
five कर देता है ॥ २६॥ 
इत्याथुर्देदततस्वसन्दीपिकामापायां सून्नस्थाने5वारणीयो नास 
चयरसित्तमोऽध्यायः॥ २३ ॥ 


NIV rn 


चलुस्त्रिशन्तमोऽध्यायः। 
अथातो युक्तसेनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर 'युक्तसेनीयः नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जसा कि भयवान्र्‌ धन्वन्तरि ने सुशुत के लिये कहा था 
विमशे.--उक्ततेनीय -_युक्ता सग्रामार्थ नियुक्ता सेना यस्य 
स युक्तसेनो राजा तमयिकत्य Sey । 
युक्तसेनस्य TI: परानमिजिगीषतः | 
ह: ५ ¢ 
भिषजा रक्षणं काय यथा तहूपदेच्यते ॥ ३ ॥ 
विजिगीपुः सहामात्येयात्रायुक्त: प्रयन्नतः | 
रक्षितव्यो विशेषेण विपादेव नराधिपः || ४ || 
शुं को जीतने की इच्छा वाळे तथा सेना से युक्त 
राजा की रक्षा वैद्य के द्वारा जेसी होनी चाहिये उसका वर्णन 
किया जाता है। जय की इच्छा रखने वाले अतएव युद्ध के 
लिये प्रयाण किया हुआ राजा मन्त्रियॉ सहित विशेषरूप से 
विप से रक्षित होना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
पन्थानसुदकं छायां भक्तं ययससिन्धनम्‌ | 
दूपयन्त्यरयस्त्च जानीयाच्छोधयेत्तथा | 
तस्य लिङ्गं चिकित्सा च कल्पस्थाने प्रवच्यते | ५॥ 
Ug राजा के मार्ग, जळ, छाया, भोजन, हाथी set के 
nA जलाने की लकडी, एवं कण्डे को विप से दूषित कर 
देते है अतएव वैच छक्षणों से उनकी gh का ज्ञान करके 
उनका शोधन करे! उनकी डुटि के लक्षण तथा चिकित्सा 
'क्ल्पस्थान? में कही जायगी ॥ ५ ॥ 


एकोत्तरं मृत्युशतमथर्वाणः प्रचक्षते | 


तत्रैकः कालसँयुक्तः शोषा आगन्तवः स्मृताः ॥ ६॥ 
अथर्ववेद को जानने वाले एक सौ एक BY मानते हैं। 
इनमें से एक काळ सृत्यु है तथा शेष सव आगन्तुक हैं ॥ ६॥ 
विमशः--कहीं कहीं इस श्लोक के वाट निम्न श्छोक है। 
विष्वग्वातादिभिर्यद्दद्दीप्रो वरत्त्वाढिसयुत । निर्वत्यते क्षणाद्देही तयेवा- 
गन्तुमृत्युभि ॥ अङाल्भूत्यवो यथा--जलमञनिर्विपं शक्न खयो 
राजकुलानि च | अकाल्मृत्यवो ह्यते तेभ्यो विभ्यति पण्डिताः ॥ 


दोषागन्तुजमृत्युभ्यो रसमन्त्रविशारदौ | 
at नृपतिं नित्यं यत्तौ वैद्यपुरोहितौ ॥ ७॥ 
रसविद्यारद Sa तथा मन्त्रचिज्ञारद पुरोहित चातादि 
दोप, अभिघात, अभिचार, अभिशाप, अभिषङ्ग तथा दिप 
इन भागन्तुक कारणों से जो ay होती दै उससे सदा राजा 
की यलपूर्वक रक्षा करे ॥ ७॥ 


ब्रह्म वेदाङ्ग मषटाङ्घ सायुर्वेदमभापत | 
पुरोहितमते aaa भिषगात्मवान्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मा ने वेदों के अङ्गभूत शल्य, शालाक्यादि आठ अङ्गा 
वारे आयुर्वेद को कहा हे अतएव आत्मज्ञानी वैद्य पुरोहित 
मताडुसार चिकित्सादि कार्य करे ॥ ८ ॥ 
सर्ववर्णान ब e € 
सङ्करः [प्रणाशो धर्मकमंणाम्‌ | 
प्रजानामपि चोच्छित्तिदेपव्यसनहेतुतः ॥ ६ ॥ 
राजा के व्यसनी ( मागी) होने से घाह्मणादिक सवं 
वणो का संकर, धर्म तथा थज्ञादि कर्मी का विनाश और प्रजा 
का क्षय होता है ॥९॥ 
विमशेः--वर्णसकरहेतु ~-व्यभिचारेण वर्णानामवैद्यावेदनेन च। 
स्वकर्मगाश्न त्यागेन जाय ते वर्णतकरा ॥ (सचु०)। चारों वर्णो का 
नाश होकर वर्णरहित अजा होना, अनुलोम, प्रतिलोम विवाह 
तथा वर्णविहित कर्म का त्याग वर्णसंकर में हेतु दै । 


पुरुषाणां नुपाणाञ्च केवलं तुल्यमू्तिता | 
आज्ञा त्यागः क्षमा धेय विक्रमश्चाप्यमानुषः ॥ १०॥ 
तस्माहेवमिचाभीच्णं वाङसनःकर्ममिः शुभैः । 
चिन्तयेन्चृपति वैद्यः श्रेयांसीच्छन्‌ विचक्तण:॥ ११॥ 
साघारण सनुप्य तथा राजाओं में शरीर की समानता होती 
है किन्तु राजाओं सें आज्ञा, दानादि सत्कार्य में घन का व्याय, 
क्षमा, धीरज ओर अमानुष अर्थात्‌ देविक पराक्रम ये विशेष 
होते हैं इसलिये निरन्तर देवता की तरह शभ वाणी, भन 
और कर्म से कल्याण चाहने वाळा विचारशाली वेच राजा के 
दारीर-रक्षण की चिन्ता करे ॥ १०-५१ ॥ 
विमशः--नृपवैशिष्टयम्‌--रक्षार्थभस्य सर्वस्य राजानमसुजत्‌ 
प्रभु । इन्द्रानिलयसार्काणामस्नेश्च वरुणस्य च ॥ Rahs 
मात्रा नित्य शाश्रती 1 यस्मादेषा सुरेन्द्राणा मात्राभ्यो निर्मितौ 
नृप, ॥ तस्मादभिभवत्येष सवंभूतानि तेजसा । वालोऽपि नावमन्तन्यौ 
मनुष्य इति भूमिप । महत्ती देवता dar नररूपेण तिष्ठत्ति॥ (मच) 1 


स्कन्धावारे च महति राजगेहादनन्तरम्‌ | 
भवेत्‌ सन्निहितो नित्यं सर्वोपकरणान्वितः ॥ १२ ॥ 
तत्रस्थमेनं ध्बजबद्यशः ख्यातिसमुच्छितम्‌ | 


श्रघ्यायः ३४ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१२६ 


उपसर्पन्त्यमोहेन विषशल्यामयादिताः ॥ १३ ॥ 
स्वतन्त्रकुशालोऽन्येषु शास्त्रार्थष्वबहिष्कृतः | 
वैद्यो ध्वज इवाभाति नुपतद्विद्यपूजितः ॥ १४॥ 
बडे स्कन्धावार ( लश्कर की छावनी या Camp ) में 
राजा के निवास के पास ही सर्व साधनों के सहित वेच को 
सुसञ्जित रहना चाहिये । वहां पर पताका की तरह यश और 
ख्याति से विख्यात ऐसे चिकित्सक के पास विप शल्य और 
रोगों से पीडित wager विना मोह ( शंका ) के उपस्थित होते 
हैं । अपने तन्त्र अर्थात्‌ वैद्यविदया में निपुण तथा वेधकोपयोगी 
अन्य (न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष ) शास्त्रों में भी 
आवश्यक ज्ञान रखने वाला ऐसा चिकित्सक राजाओं तथा 
वेचा से सम्मानित होकर पताका की तरह सर्वोपरि सुशोभित 
होता है ॥ १२-१४ ॥ - 
विमर्शेः-<त्कन्थार्थ सैन्यार्थमावार. = युद्धार्थमुद्यक्ताना सैन्याना 
सन्निवेश*। सर्वोपकरणान्वित.--यन्त्र, शस्र, TTT, बन्धन, कुशा 
तथा सैनिक सेवा सुश्रूपा करने को ख्रियां ( Nurses ) भी ह । 
वैद्यो व्याध्युपसष्टय भेषजं परिचारकः | 
एते पादाञ्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतव: ।। १५॥ 
गुणवद्धिस्रिमिः पादेश्वतुर्था गुणवान्‌ भिषक्‌ | 
व्याधिमल्पेन कालेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चैद्य, रोगी, औषध तथा परिचारक ये चिकित्सा के चार 
पाद हैं तथा धातु साम्यरूपी या आरोग्यरूपी कर्म की सिद्धि में 
कारण हैं। अपने अपने गुणों से युक्त रोगी, औषध और परि- 
घारक इन तीन पादों से युक्त चौथा गुणवान्‌ वैद्य वडी भारी 
व्याधि को भी थोडे समय में ठीक कर देता हे ॥ १५-१६ ॥ 
वैद्यहीना्र्‍यः पादा शुणवन्तोऽप्यपार्थकाः | 
उद्ाएहोतुन्ह्माणो यथा5ध्वयु विनाउध्चरे ॥ १७॥ 
TRG गुणबानेकस्तारयेदातुरान्‌ सदा | 
प्लवं प्रतितरेहीन कणेधार इवाम्भसि ॥ १८॥ 
aa से रहित तीनों पाद गुणयुक्त होने पर भी निरर्थक हो 
जाते हैं जैसे यज्ञ में अर्ध्वयु ( उपाध्याय ) के विना उद्गाता 
( सामवेद गायक ), होता ( ऋग्वेद्श्ञ ) और बह्मा ये निरर्थक 
होते हैं । गुणवान्‌ एक ही वेदय रोगियों को रोगरूपी समुद्र से 
सदा पार कर देता है जैसे कि जळ में फॅसी हुई तथा अन्य 
प्रतितरों ( मल्लाहो ) से रहित नौका को कुशल कर्णधार 
तार देता हे ॥ १७-१८ ॥ 
विमझः--चिकित्सापादचतुष्टयम्‌-भिषग्‌ द्वव्याण्यधिष्ठाता रोगी 
पादचतुष्टयम्‌ । युणवत्कारणं Fa विकारव्युपशान्तये ॥ चैद्यप्रधानता- 
विशाता शासिता योक्ता प्रधान भिषगत्र तु । पक्तौ दि कारण THAT 
पात्रेन्ननानला* ॥ विजेठुविजये भूमिश्चमू प्रहरणानि च । आतुराद्या- 
स्तथा सिद्धी पादा कारणसशिता* ॥ भरूदृण्टचक्रसत्ताथा कुम्भकारा- 
इते यथा । न वहन्ति युण वैधाइते पादत्रय तया ॥ 
तत्त्वाघिगतशाल्ार्थों दृष्टकर्मा SISTA | 
लघुहस्तः शुचिः शरः सज्जोपस्करभेषजः ॥ १६॥ 
अत्युत्पन्नमतिर्घीमान्‌ व्यवसायी विशारद्‌- | 
सत्यघर्मपरो यञ्च स भिपक्‌ पाद उच्यते ॥ २० ॥। 


१७ ge i. 


NNN ANN ANAT, 


वेद्ययुण--जिसने यथार्थरूप से शा के'अर्थ को पढ़ा या 
समझा हो, स्वयं जिसने प्रथम औषधनिर्माण तथा चिकित्सादि 
कमे को देखा हो एवं फिर अपने आप रस~भस्मादि निर्माण च 
चिकित्सादि कार्य किया हो, जिसका हाथ लघु या रका हो, 
एवं शुचि, शूरवीर, सर्व प्रकार की साधन सामग्री सज 
( तैय्यार ) रखता हो, जिसकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न अर्थात्‌ सथः 
उचित निर्णय देनेवाली हो, बुद्धिमान , व्यवसाय करने वाला, 
सर्व क्रियाओं में विशारद (दत्त ) तथा सत्य और धर्म में 
तत्पर हो ऐसा मजुप्य मिपक्पाद कहा जाता है ॥ १९-२०॥ 
आयुष्मान्‌ सत्त्ववान्‌ साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि | 
आस्तिको वैद्यवाक्यस्थो व्याधितः पाद्‌ उच्यते ॥२१॥ 
रोगिगुण--आयुष्मान्‌ , सत्त्ववान्‌, साध्य, रुपये पेसे वाळा, 
आत्मवान्‌, आस्तिक तथा चेद्य के कथन को मानने घाला 
“व्याधितपाद? कहा जाता दै ॥ २१ ॥ 
विमशः--आद्यो रोगी fra. । शापकत्वञ्च रोगाणामातुरस्य 
गुणा स्मृताः ॥ 


प्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तेऽहनि चोदूघृतम्‌ | 

युक्तमात्र॑ मनस्करान्तं गन्धवणरसान्वितम्‌ ॥ २२॥ 

दोपन्नमग्लानिकरमविकारि विपर्यये | 

समीक्ष्य दत्तं काले च भेषजं पाद उच्यते || २३॥ 

ओपधिगुण--अच्छी भूमि में उत्पन्न हुई, अच्छे दिन में 

उखाडी हुई, योग्य मात्रा में दी हुई, मन को प्रसन्न करनेवाली 
गन्ध, वर्ण तथा रस से युक्त दोपनाशक, ग्लानि नहीं करने 
चाली, पथ्यादि विपर्यय होने पर भी अन्य विकार नहीं करने 
वाली, परीक्षा करके योग्य समय पर दी हुई औषध भेपजराद 
कही जाती है ॥ २२-२३ ॥ 


खिग्धोऽजुयुप्सुर्बेलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे । 
वेद्यवाक्यकृदश्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २४ ॥ 


इति सुभ्रतसंहितायां-सूत्रस्थाने युक्तसेनीयो 
नाम चतुद्ञिशात्तमोऽध्यायः ॥ ३४॥ 


परिचारक गुण--रुण में स्नेह रखने वाळा, रोगी फे मल- 
सूत्र-चमनादि करने पर निन्दा या घुणा नहीं करने चाळा, 
चळ्याली, रोगी को रक्षा में तन-मन से VAT हुआ, वंद्य के 
वाक्य के अनुसार रोगी की सेवा करने वाला तथा अधिक 
काम करने पर भी नहीं थकने वाळा परिचारफपाद कहलाता दै ॥ 

विमक्षीः--उपचारयता दाह्ष्ममनुरागश्च भर्तरि। शीचदेति 
चतुष्कोऽ्य यण. परिचरे जने ॥ ( चरक ) । पाश्चात्य देशों से 
परिचर्या करने के लिये पुरुषों की अपेक्षा feral ( Nurses) 
का प्रचार अधिक है | उनमें सेवा करने की स्वाभाविक प्रदृत्ति 
होती है तथा उनसे पुरुष का मन, हृदय आत्मा अधिक प्रफु- 
fea होने से रोगनिदृत्ति में अच्छा सहारा मिलता इं । 
चाग्मर तथा चरक के मतानुसार वंध, दन्य, परिचारक जार 
रोगी इन प्रत्येक के चार चार गुणों को मिलाने से सोट शण 
होने से चिकित्सा को पोढ्शगरुण या पोडदाकळायुक्त मानी 


१३० 

I OES SES 

हे--कारण घोडशयुण सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ । चतुष्पाद पोडशकल 

भेषजमिति भिपजो भाषन्ते ॥ 

इत्यायुर्वेदतच्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने युक्तसेनीयो नाम 
चतुख्िशत्तमो5ध्यायः ॥ ३४॥ 


ARYA 


अथ पश्चनिंशत्तमोष्च्याथ! । 


अथात आहुरोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर 'आतुरोपक्रमणीय! नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२॥ 
आतुरसुपक्रममाणेन भिषजाऽऽयुरादावेव परीत्ति- 
तव्यम्‌ | सत्यायुषि व्याध्युत्वभिवयोदेहबलसत्त्वसात्म्य- 
प्रकृतिभेषजदेशान्‌ परीक्षेत ॥ ३॥ 
am की चिकित्सा शुरू करने के पूर्व वैद्य प्रथम उसकी 
आयु की परीक्षा करे । क्योंकि आयु के शेष होने पर ही रोग, 
ऋतु, अञ्चि, वय, देह, वळ, सत्त्व, सात्म्य, प्रकृति, भेषज और 

देश इनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ३॥ 

विमश/---यह दोपादि प्रकृति के अनुसार दीर्घायु, मध्यायु 
और अल्पायु का विचार किया गया है । आयु ues deat 
प्रमाणमायुपस्त्वर्धेन्द्रियमनोवुद्धिचेशदीना 
निमित्ते । देहप्रकृतिलक्षणमणिकृत्य चोपदिष्टमायुष प्रमाणमायुर्वेदे । 
इलेष्मला आयुष्मन्तश्च भवन्ति, पित्तला मध्यायुषो भवन्ति, वातला 
अह्पायुषश्च भवन्ति। ( चरक ) । आयु प्रमाणज्ञानप्रयोजनम्‌-- 
औषध age मन्त्रो झन्याश्च विविधा क्रिया । यस्यायुस्तस्य सिद्ध न्ति 

न सिद्धधन्ति गतायुप ॥ ( योगरलाकर )। न 

तत्र महापाणिपादपाश्चेप्रष्ठस्तनाम्रद्शनवद्नस्कन्ध- 
ललाटं दीर्घाइलिपवच्छासत्रेत्षणबाहुं विस्तीणभ्रूस्तना- 
न्तरोरस्कर sages गम्भीरसत्त्वस्वरना सि- 
मनुच्चेबद्धस्तनमुपचितमहारोमशकण पश्चान्मस्तिष्कं 
खाताचुलिप्तं मूर्दानुपूठ्या विशुष्यमाणशारीरं पञ्चाञ्च 
विशुष्यमाणहृद्यं पुरुषं जानीयाददीर्घायुः स्वल्व- 
यमिति | तमेकान्तेनोपक्रमेत्‌। एमिलेत्षणेबिपरीतेर- 

ल्पायुः, भित्रैमेध्यमायुरित्ति ॥ ४॥ 

, दीघांल्पमिश्रायु लक्षण--जिस पुरुप के हाथ, पेर, पसवादे, 
पीठ, स्तना, दांत, सुख, कंधा ओर were ये अधिक बड़े हों 
तथा अंगुल्यां, उनके पर्व, श्वास, नेत्र और वाहु ये wR हों 
एवं भो, स्तनमध्यभाग तथा छाती विस्तीर्ण हो, जहा, शिश्न 
और ग्रीवा ये छोटे हों, सत्त्व (मन या स्वभाव या सात्विक- 
डि PS स्वर त्याति थे गहरे हों, जिसके स्तन न अधिक 
छं न कड़े हो, जिसके कान सांसयुक्त, विस्तीर्ण 
और लोमयुक्त हों, जिसका मस्तिप्क था खोपड़ी पीछे से 
अधिक ऊँची हो, स्नान और अनुलेपन करने के पञ्चात्‌ 
मस्तिष्क की तरफ से जिसका शरीर सूखने लगता हो तथा 

बाढ में हदयमदेश सूखता हो ऐसे पुरुप को निश्चय ही दौर्घायु 


सुशुतसंहिता | 


समझ्नना चाहिये तथा उसकी चिकित्सा निःशंक होकर करनी 
चाहिये। उक्त लक्षणा से विपरीत लक्षण वाळे को अल्पायु 
समझो तथा मिले हुये रूत्षणों से मध्यमायु जानना चाहिये ॥ 


भवन्ति 'चाच-- 
गूढसन्धिसिरास्तायुः संहताज्वः स्थिरेन्द्रियः | 
उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो यः स दीर्घायुरुच्यते || ५॥ ` 
गर्भात्‌ प्रश्रत्यरोगो यः शनेः समुपचीयते |. ' 
शरीरज्ञानविज्ञाने: स दीर्घायुः समासतः ॥ ६॥ 
दीर्घायु रच्ण-जिस मनुष्य की सन्धियां, सिरा और 


स्नायु ये मांस की अधिकता होने से ढके हों, अङ्ग गठीला हो, 
इन्द्रियां स्थिर हों एवं पैरों से शिर की तरफ उत्तरोत्तर अङ्ग 
सुडौल हों वह दीर्घायु कहलाता है । जो व्यक्ति गर्भ धारण से 
लेकर जन्म होने तथा उसके वाद से भी रोगरहित हो तथां 
जिसका शरीर ज्ञान और विज्ञान ये धीरे धीरे अवस्थानुसार 
बढ़ रहे हों चह साधारणतया दीर्घायु है ॥ ५-६॥ 


विमशे.--चक्र' के अनुसार उत्तरोत्तर gaa का अर्थ-- 


उत्तरोत्तरदीर्घायु. पुरुषकुलजात , क्षेत्र प्रभवस्थानमिद्द Heyer. | 
जो बच्चे छोटी आयु में बुद्धि आदि में विल्छण होते हैं वे 
अक्सर अल्पायु होते हैं यह निश्चित ही है। व्यक्षनादिशुभा 
विद्या मेदोमेधादयो यशः | अल्पे वयसि यस्यैतन्न स जीवेत कदाचन॥ 


मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्वं निबोध से | 
अधस्तादक्षयोयेस्य लेखाः स्युवर्यक्तमायताः ॥ ७॥ ` 
हवे वा तिखो5घिका वापि पादौ कणों च मांसलौ | 
नासाम्रमूध्वे्व सवेदूध्य लेखाश्च पष्टतः । ?' 
यस्य स्युस्तस्य परममायुभेवति सप्ततिः ॥ ८ ॥ 
मध्यमायु SIN— FAS अनन्तर मध्यम आयु का ज्ञान 
सेरे से जानो | जिस मनुष्य के नेत्रों के नीचे दो, तीन या 
अधिक weft तथा साफ tara दिखाई देती हों तथा पांव 
और कान मासळ हों, नासा का अग्रभाग ऊपर की ओर उठा 


हुआ हो तथा पीठ पर ऊर्ध्वसुखी रेखाएं हों उसकी ज्यादा से 
ज्यादा सत्तर वर्ष की आयु होती है ॥ ७-८ ॥ 


जघन्यस्याथृषो ज्ञानमत ऊर्ध्वं निबोध मे । 
हस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहक्चापि मेहनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथोरस्यवलीढानि न च स्यात्‌ प्र्ठमायतम्‌ । 
*उध्ब च श्रवणौ स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिणः ॥१०॥ 
हसतो जल्पतो वाऽपि दुन्तसांसं प्रदृश्यते | 
Tae यश्च विश्रान्तं स जीवेत्पद्नविशतिम्‌ i ११॥ 
अल्पायु SII—Fas अनन्तर हीनायु के लक्षण मेरे से 


जानो । जिस ager के ages छोटे तथा शिश्न दीर्घ हो 
एवं पशुकाएं छाती में अचळीढ ( दवी ) हों और पीठ चौड़ी 
न हो। जिसके कान अपने स्वभाविक स्थान से ऊंचे उठे हों 
तथा नासा भी कुछ ऊंची हो एवं हंसते तथा बोलते दांतों के 
(मसूडे ) दिखाई देते हो और जो विश्रान्त होकर (आंख 
म हे ) देखता हो वह मचुष्य usta वर्ष तक जीवित 
रहता 


॥ ९-११॥ 
विमशः-विक्कत छाती पंखवत्‌ ( Alar), चपटी (Flat) 


OR 


| 


i ait भांति ( Pigeon ), कुबडी (Reckety ), वेळनाकार 
) आदि रूप की होती है। उक्त प्रकार की छाती 
Taam होने की अधिक सम्भावना रहती हैं। 


` अय पुनरायुपो विज्ञानार्थमङ्प्रत्यङ्गप्रमागसाराचुप- 
देच्यामः। तत्राङ्गान्यन्तराधिसकथिवाहुरिरसि तद्वः 
यवाः प्रत्यङ्गानीति | तत्र, axe: पादाहुएप्रदेशि- 
न्यौ ब्यडुलायते | प्रदृशिन्यास्तु सष्यमाऽनामिकाकनि- 
छिक्रा यथोत्तरं पञ्चमभागहीनाः | चतुरहुलायते पञ्चा- 
डुलबिर्ठृते प्रपदपादतले | पञ्चचतुरह्ुुलायतविस्टृता 
पाणः | चतुदेशाडुःलायतः पादः । चतुदंशाहुलपरि- 
णाहानि पादयुल्फञङ्घाजाबुमध्यानि । अष्टादशाङ्कला 
जङ्घा, जानूपरिष्टाच्च दात्रिंशदङ्टलमेवं पञ्चाशत्‌ | 
जङ्घायामसमावूरू ॥ १२॥ 


दारीर प्रमाण वर्णन--आयुष्य के ज्ञान के लिये शरीर के 
अङ्ग और ces के प्रमाण तथा सार इनका वर्णन करते हैं । 
उनमें शरीर का मध्यभाग ( अन्तरावि ), दो सक्थि ( राँग ), 
दो वाहु और शिर ये छे अङ्ग (षडङ्ग) कहलाते हं तथा 
उंनके अवयव प्रत्य कहलाते हैं। उनमें अपने agela 
पांव Sage और प्रदेशिनी की ळस्वाई दो दो age होती 
है। अदेशिनी से मध्यमा, मध्यमा से अनामिका और अना- 
मिका से कनिष्ठिका क्रमराः पांचवां भाग कम होती जाती 
Sl अपद और पादतल चार age लम्बे और पांच age 
'चौडे होते हैं । पुढी पांच age छम्बी और चार age चौड़ी 
होती है । पांव चौदह age wen होता है। पांव का मध्य, 
गुल्फ का मध्य, जंघा का मध्य तथा get का मध्य भाग 
alee age परिणाह के होते हैं । जड्ढा अद्वारह AAS wet 
होती है। जाचु सन्धि से ऊपर कटिसन्धि तळ का भाग 
ada age छम्वा होता हे । इस तरह अंबा, जानु और 
ऊपर का भाग मिलकर सचक्री eras पचास age होती 
है। जंवा के समान प्रमाण के ऊर अर्थात्‌ HEN age 
लब्बे GAS UG 
विमशः--आयाम, Fel, छम्बाई (Length), विस्तार, 
व्यास, चौड़ाई (8:१७) | परिणाह--परिवतुल्त्व, घेरा 
( Circumference ) । पाद के तीन विभाग होते हैं। (१) 
अपद--अह्लुस्बन्तर पाढाजन्‌ । ( इन्डु )1 Part of the foot 
antarior to the arch 1 (२) पादवछ--परादमध्य ( Arch 
of the foot ) । (३ ) पाप्णि, एडी, खुट्टिका भाग! 
SAGA बृपणचितुकदशननासायुटभागकणमू- 
लनयनान्वराणि | चतुरङ्गलानि मेहनवदनान्तरनासा- 
कर्णललाटमीवोच्छ्ठायदृष्त्यन्तराणि । झादराङ्कलानि 
सगविस्तारमेहननामिहृदयम्रीवास्तनान्तरसुखायाममणि- 
वन्धप्रकोठस्यौल्यानि । इन्द्रवस्तिपरिणाहांसपीठकूर्पे- 
रान्तरायामः घोडशाङ्गुलः। चतुर्विशत्यङ्गुलो इस्तः। 
ात्रिंशदडुलपरिमाणी भुजौ । छात्रिंशत्परिणाहाबूरू | 
मणिचन्धकूपरान्तरं पोडशाड्युलम्‌ । तलं पदचतुर- 


|) 


ine hs ee 


a 
Sie 
47 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१३१ 
ङ्शुलायासविस्यारम्‌ । अङ्गुएमूलम्रदेशिनीश्रबणापा- 
च्य € 
्ञान्तरमध्यमाङ्गुल्यौ पत्चाइले | अद्धपव्वाडुले प्रदेशि- 
न्यनामिके | सार्घञ्यङ्कुलौ कनिष्ठाडगुष्टी ॥ १३॥ 


gan ( अण्ड ग्रन्थियाँ ), ठोडी, दांत, नासापुट, कर्णमूल 
ओर नेत्रों का मध्यभाग ये दो दो ages होते हैं। शिश्न, 
सुख, नासाचंरा, कर्ण, ललाट, ग्रीवा और eaves के वीच 
का अन्तर ये सव चार चार age के होते हें । भग ( योनि ) 
विस्तार, शिशन और नामि का अन्तर, नाभि और हृदय का 
अन्तर, हृदय और ग्रीवासूळ का अन्तर, दोनों स्तनों के वीच 
का अन्तर, ठोडी से ललाट के अन्त तक सुख की लम्वाई 
एवं मणिवन्ध और प्रकोष्ठ का परिणाह (गोलाई) ये प्रत्येक 
वारह वारह ARGH होते हैं । इन्द्रवस्ति अर्थात्‌ जंघा के मध्य 
का परिणाह, स्कन्ध और कोहनी के मध्य का अन्तर ये सोलह 
अद्गुळ के होते हैं। कोहनी से मध्यमा age के अग्न तक 
चौवीस अङ्टुळ का हस्त होता है । दोनों gone वत्तीस अद्भुल 
की होती हैं। दोनों ऊद प्रत्येक वत्तीस ages घेरे वाळे 
होते हैं। मणिवन्ध से कोहनी तक की weng सोलह age 
की होती है। हथेली चार अहु चौढ़ी और छु age wt 
होती है। अद्धु के मूळ्भाग से तर्जनी का अन्तर, कर्ण से 
नेत्र के वाह्यकोण का अन्तर एवं मध्यमाडुळी की लम्बाई 
प्रत्येक पांच पांच age होती हे अदेशिनी तथा अनामिका 
साढे चार अद्भुछ की एवं अछ और 'कनिष्ठिका साढ़े तीन 
age के होते दै ॥ ३३ ॥ 


चतुर्विशतिविस्तारपरिणाहं सुखप्रीवम्‌ । त्रिभागा- 
ङलविस्तारा नासापुटमय्याँदा | नयननत्रिभागपरिणाहा 
तारका | नवमस्तारकांशो इष्टिः । केशान्तमस्तकान्त- 
रमेकादशाड्रुलम्‌। सस्तकादवडुकेशान्तो दशाङ्गुलः। 
कर्गावदवन्तरं चतुदंशाङ्गुलम्‌ | पुरुपोरःप्रमाणविस्तीर्णा 
GAR: । अष्टादशाङ्गुलविस्ती्णमुरः। तत्ममाणा 
पुरुषस्य कटी! सबिंशामङ्युलरातं पुरुषायाम इति ॥१४॥ 


सुख चार अङ्टुळ चौड़ा तथा ग्रीवा बीस age चारों 
ओर से गोळ ( वतुळ ) होती है 1 १३ age नासापुट का 
विस्तार होता हे । नेत्र के आयाम का तिहाई Forres 
(Cornea) होता है । कृप्णमण्डळ का नवमांश दृष्टिमण्डल 
होता है । केशों के अन्त ( इांखम्रदेश ) से शिरोमध्यमाय 
ग्यारह अङ्कुल का होता है। मस्तकमध्यभाग से ग्रीवा पश्चिमभाग 
का केशान्त प्रदेश दस अद्भुल का होता st कर्ण और wag 
का वीच का भाग चोदह अङ्टुळ का होता है । मनुष्य की छाती 
के प्रमाणाजुसार विस्तीर्ण स्रीश्रोणी होती है। Rett की छाती 
अठारह ASS की होती है तथा उसके वरावर Tait की कटि 
होती हे । इस तरद घुरुप के समस्त शरीर की लम्वाई पुक 
सौ वीस age की होती हे ॥ १४॥ 


विसशः--तारका-कृष्णमण्डक (Cornea) नेत्रायामत्रिः 
मागन्दु इष्णमण्डल्युच्यते | दृष्टि, पुतळी, (९०1) यह आंख 
के परदे (Iris) का छेद है। इसे ठे माना हे । इष्यात्‌ सप्तम- 
मिच्छन्ति इष्टिं दृष्टिविज्ारदा । आंख का पर्दा ate तन्तुओं से 


१३२ सुश्रतसंहिता । eS य्य 
| स्िग्धगम्भीरस्वरं सौभाग्योपपन्न॑ महानेत्रद्न 
सञ्ज्ञा | महाशिरःस्कन्धं दढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिः 
भिः | रिनग्धमून्रसवेद्स्वरं इृहच्छरी re 
मेदसा । अच्छिद्रगातरं गूढास्थिसन्धि 
मांसेन । स्निग्घता्रनखनयनतालुजिह्णष्ठपाणिपादतलं 
रकेन । सुप्रसन्नम्र॒दुत्मोमाणं त्वक्सारं विद्यादिति 
येषां । पूर्व पूर्व प्रघानमायुःसौभाग्ययोरिति ॥ १८ ॥ 
अव मचुप्य के सारों का वर्णन करते हैं SAG, भक्ति, 
प्रज्ञा, शौर्य और शौच ( पवित्रता ) से युक्त एवं शुम कार्यों 
में प्रयत्न करने वाळे व्यक्ति को TAA जानो । स्निग्ध 
गटीळा शरीर वाळे तथा जिसके अस्थि, दांत और नख श्वेत 
हों और कामशक्ति तथा अजा ( सन्तान) अधिक हो उसे 


चना दै। इसमें जो तन्तु उक के समान वर्तुळाकार ऊगे है 
उनके संकोच से पुती छोटी होती है तथा जो तन्तु पहिये 
$ आरे के समान लगे हैं उनके संकोच से पुतळी मोटी a 
जाती है । दृश्य की वस्तु की दूरता, समीपता तथा प्रकाश 
की तीत्रातीब्रता के अनुसार sees के परिमाण सें परि 
aia होता रहता है। उठन पुरुष की छम्बाई १२० अज्जुछ 
मानता है किन्तु चरक, अष्टाइसमह, अशहइदय तथा कौटिलोय 
अर्शाल ने पुरुप की लम्वाई ८४ age ही मानी हे । चक्रपा- 
faa qua की भाजुमती टीका में इचत के अडुुलिमान को 
अह्प मानकर चरकादि के साथ होने वाळे विरोध का परिहार 
कर दिया है | coma ने पादा पर खड़े हुये आर ऊपर 
हाथ उठाये हुए पुरुष का पादाग्र से हस्ताआ तक का यह 
(१२० age ) आयाम है। ऐसे विरोध परिहार किया a 


भवन्ति चान्र-- शुक्रसार जानो | दुर्वळता से रहित, उत्तम बळ वाला, स्निग्ध 
पञ्चविंशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडशे | और गम्भीर स्वर वाळा, सौभाग्य छक्त्णों से युक्त और बढ़े 


नेत्रा चाळा मजुष्य मप्जसार का होता है । जिसका दिर और 
कन्धा वडा हो तथा दाँत, इचु, अर्थि और नख, ये इढ ही 
उसे अस्थिसार जानो । जिसके मूत्र, स्वेद और स्वर में स्निग्घ- 
ता हो और शरीर वडा हो तथा परिश्रम को सहन करने का 
सामर्थ्य न हो उसे नेढ्सार जानना चाहिये । जिसके शरीर में 
छिद्र न हों तथा अस्थियां और सन्धियां मांस से खूब ढ्की 
हो और मांस वढा हुआ हो उसे माससार युक्त कहते हैं। 
जिस मनुष्य के नख, नेत्र, ताळ, Prey, ate, पाणितळ और 
पादतळ ये चिकने और तात्र ( छाल सुखै ) हों उसे रक्ततार 
जानो । जिसकी त्वचा तथा रोम सुप्रसन्न और सुळायम हो 
चह त्वक्‍्सार युक्त है। इन सारां में' पूर्व पूर्व के सार वाळे 
मनुष्या को आयु तथा सौभाग्य की दृष्टि से अधान समझना 
चाहिये ॥ १८॥ 
विमशेः--स्सारदयुक्तपुरुषलक्षण चरके-तत्र सर्वेः सारैरुपेता 

पुरुपा भवन्त्यतिवला परमगौरवयुक्ताः क्लेशसहा ; सर्वारम्मेष्वा- 
त्मनि जातप्रलया कल्याणाभिनिवेशिन*, मन्दजरसो मन्दविकाराः 
प्रायस्तुल्यशुणविस्तीर्णापत्याश्चिरजीविनश्च प्रायो मवन्ति । 
विशेषतोऽह्लप्रत्यद्गप्रमाणादथ सारतः | 
प्रीच्यायुः छुनिएणो भिपक्‌ सिष्यति कछु ॥ १६॥ 

विशेषङ्प से शरीर के अङ्ग तथा प्रत्यङ्गों के प्रमाणो और 


सार की परीक्षा कर के सुनिपुण बेच fafa कर्म में सफ- 
खता प्राप्त कर सकता है ॥ १९॥ 


व्याधिबिशोपास्तु प्रागभिहिताः। सवे पवते त्रिवि- 
घाः-साध्या., याप्याः, भत्याख्येयाश्च | तत्रैतान्‌ भूयश्रि- 
घा परीचेत-किमसावीपसर्गिकः, प्राक्केचलः, छन्य- 
लक्षण इति ॥ २०॥ 

व्याधियों की विशेषताओं को पहले प्रथमाध्याय में कह 
आये हैं। ये सर्वप्रकार की ब्याधियाँ साध्य, याप्य और प्रत्या- 
ख्येव भेद से तीन प्रकार की होती हैं। उनमें से इन की फिर 
तीन तरह से परीक्षा करनी चाहिये कि यह रोग औपसगिक 
है या प्रादकेवळ हे अथवा अन्य लक्षण वाली है ॥ २०॥ 
aa, औपसगिको यः पूर्वोरपन्नं व्याधि जघन्यका- 


समत्वागतवीय्याँ तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ 11१५) 
पुरुप पञ्चीसवें वर्ष तथा खी सोलहवें वर्ष में समान वीर्य 
या परिपूर्ण वीर्य हो जाते हैं ऐसा कुशळ वैद्य जान छेवे nsw 
चिमरीः-स्री और पुरुष जव योवनावस्था में प्रवेश करते 
हैं तब feat में आर्चव और खीवीज (Ova) एवं पुरुषों सें 
वीर्य का निर्माण प्रारभ होता है। साघारणतयास्त्री सें १२ वर्ष 
की आशु तथा पुरुष में १६ वर्ष की आयु मानी है । इस समय 
दोनों की चीजग्रन्थियों ( Testes and overy ) में जो अन्तः 
खाव घनता है चद रक्त के साथ मिलकर शारीर के समस्त 
AFM में जाकर उन्हें NaS और पुष्ट चनाता है। इसके 
पूर्व कडी आयु मे aga तथा सन्तानोत्पत्ति करना दोनों की 
शरीर की वृद्धि में र्कावट डालता हे तथाजायमान सन्तति 
जीवित नहीं रहती या निर्वळ और सदा रोगी; रहने वाळी 
उत्पन्न होती हे । इसके लिये १६ वर्ष की खी तथा २५ वर्ष 
का पुरुष योग्य साना दे । ऊनपोड्शवर्पायामप्राप्त पञ्चरिंशतिम्‌। 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ जानो वा न Parse, 
जोवेद्वा दुर्बलेन्द्रिय । तसमादत्यन्तालाया गर्भाधान न कारयेत ॥ 
( सुश्रुत ) । सोलह वर्ष की खी तथा २० वर्ष का पुरुष यह 
आयुमर्यादा सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से होनी ही 'चाहिये। 
देहः स्वैरङ्गुलेरेप यथावदलुकीत्तितः | 
युक्त म्रमाणेनानेन पुमान्‌ वा यदि वाऽङ्गना ॥१६। 
दीघमायुरवाप्नोति वित्तश्च महच्च्छति | 
मध्यम मध्यमेरायुवित्त हीनेस्तथा5वरम्‌ ॥ १७॥ 
इस तरह अपने अपने Age weit से यथावद्‌ इस 
देह के प्रमाण का वर्णन कर दिया है। इस पमाण से युक्त 
रुप अथवा सरी दोनों दीर्घ जायु तथा सम्पत्ति को me करते 
वी = na मध्यम आयु तथा धन प्राप्त करते हैं 
र हीन प्रमाण वाले हीन (कम 
करते हैं ॥ १६-१७ tt 36 नय असा घा 
अय सारान्‌ घद्यामः--स्पृतिभक्तिप्रकाशौय्येशो- 
चोपेतं कल्याणाभिनिवेशं सत्त्वसारं विद्यात्‌। स्निग्धः 
संहृतशवेवास्विदन्तनखं बहुलकामप्रजं शुक्रेण | अकृशः 


_ अध्यायः २५ ] 


सूत्नेस्थानंम्‌ | 


१३३ 


लंजांतो व्याधिरुपस्ुजति स तन्मूल एवोपद्र्वसंज्ञः। 
प्राककेवलो यः प्रागेवोत्पन्नो व्याधिरपूर्वेूपोऽलुपंदर- 
चञ्च | अन्यलक्षणो यो भविष्यह-याधिख्यापकः, स पूर्व- 
रूपसंज्ञ: th २१ ॥ 

उनमें से जो प्रथम उत्पन्न हुई व्याधि के उत्तरकाळ में 
उत्पन्न होता है तथा उसी के साथ मिळता है तथा प्रथम 
व्याधि के qe में ही जिसका सूळ है वह औपसर्गिक या 
उपेद्रवसंक व्याधि हे । प्राक्केवर व्याधि वह है जो प्रथम 
उपपन्न होकर पूर्चरूपसंज्ञक व्याधि नहीं होती है तथा उप- 
द्रवस्वरूप भी नहीं होती हे । अन्यलक्षण व्याधि वह है जो 
भविष्य में होने वाळी व्याधि की सूचना देती है तथा उसी 
को पूर्वरूप भी कहते हैं ॥ २३ ॥ | 
- विमर्शः--ओऔपसर्गिक व्याधि को - अनुवन्ध, अप्रधान, 
परतन्त्र (Secondary ) कहते हैं । उपद्र्वस्तु खळ -रोगारम्भक- 
दोपभ्रकोपजन्योऽन्यविकारः। चरक में भी लिखा है-उपद्रवस्तु 


ag रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽणुर्वा रोगात्यश्वा- 


ज्जायत इति उपद्रवसज्ञ | रोगारम्भकदोषस्य॒ प्रकोपादुपजायते | 
योऽन्यो विकार स वुधैरुपद्रव इद्दोदित* sare, प्रधानः, 
स्वतन्त्रः, अनुबन्ध्यः (Primary) अन्यलक्षण पूर्वरूपः, 
Prodrome or Premomtary Stage, डाक्टरी में- रोगों के 
Primary या प्राक्केवळ और Secondary या औपद्रविक ऐसे 
दो ही भेद होते हैं। 

तत्र, सोपद्रवमन्योन्याविरोघेनोपक्रमेत, बलवन्त- 
gaged वा । प्राक्केवल यथास्वं प्रतिकुर्वीत | अन्यल- 
क्षणे त्वादिव्याधौ प्रयतेत ॥ २२॥ 

उनमें उपद्रवयुक्त व्याधि की चिकित्सा मूलव्याधि तथा 
उपद्रव में परस्पर विरोध न हो उस तरह से करनी चाहिये । 
अथवा बळवान्‌ उपद्रव की चिकित्सा प्रथम करनी चाहिये । 
mae ( प्रधान) व्याधि में यथादोषानुसार उसी की 
विशेष चिकित्सा करे। अन्यलक्षण व्याधि ( पूर्वरूपावस्था ) 
सें व्याधि की प्रथमावस्था की चिकित्सा करने का प्रयत्न 
"करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


विमशेः--उपद्रव दुर्वल होने पर प्रधान रोग की चिकित्सा 
करने से Sara अपने आप ठीक हो जाता है। “तस्य प्रायः 
प्रेधानप्रशमे प्रशमो भवति’ ( चरक )। किन्तु saya के प्रबळ 
होने पर मूलरोग से विरोध न करते हुए प्रथम उसी की 
चिकित्सा करे । “त्वरित वा वलवन्तसुपद्रव प्रधानाविरोधेन! 
( क्ष० संग्रह ) आदिव्याधिः--न्याघेरादि* प्रथमावस्था । इति 
आदिव्याधिः | चिकित्साक्रमः--अ्वर॒स्य पूर्वरूपेपु वर्तमानेषु बुद्धि- 
मान्‌ । पाययेत प्रत स्वच्छ ततः स लभते सुखम्‌ ॥ विधिर्मारुतजे- 
vag पेत्तिकेधु tar । सुदु asada तद्वत्‌ कफजेषु विधीयते ॥ 
( सुश्रुत ) । पूर्वरूप विकाराणां इष्ट्वा प्रादुर्वविष्यताम्‌। या क्रिया 
क्रियते सा च वेदना इन्स्यनागताम्‌॥ ( चरक ) । 


भवति चात्र-- श्र 
नास्ति रोगो विना दोषेयेस्मात्तस्माद्विचक्षणः | 
अनुक्तमपि दोषाणां लिद्वैव्योधिसुपाचरेत्‌ ॥ २३॥ 
दोषों के ( प्रकोप ) बिना रोग उत्पन्न नहीं होता है इस 


“ 


लिये छक्षणादि से अनुक्त ( अज्ञात ) रोग की चिकित्सा दोषों 
के लक्षणानुसार करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
विमशः--आाचार्या ने होने वाले रोगों के नाम, लक्षण 
आदि लिखकर भविष्य में नये होने वाले रोगों के नामकरण 
के विना ही उनकी दोषाचुसार चिकित्सा करने की व्यवस्था 
कर दी है। अधिकतर आज कल भी जब तक रोग का यथार्थ 
निदान (1919870559) नहीं होता है तब तक दोपविज्ञान 
या प्रकृतिविज्ञान (९४४००६ए ) की सहायता से आवस्थि- 
की या लाक्षणिक चिकित्सा (Symptomatic treatment ) 
की जाती है । 
प्रागभिहिता ऋतवः ॥ २४॥ 
ऋतुओं का वर्णन पहले ऋतुचर्याध्याय सें किया गया है ॥ 
शीते शीतप्रतीकारसुष्णे चोष्णनिवारणम्‌ | 
कृत्वा कुंय्यांत्‌ क्रियां. oat क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥ 
अप्राप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ते वा न कृता क्रिया | 
क्रिया हीना5तिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिध्यति २६ 
या ह्युदीण शमयति नान्यं व्यार्धि करोति च । 
सा क्रिया न तु या व्याधि हरत्यन्यसुदीरयेत्‌ ॥ २७॥ 
शीत ऋतु में शीत का प्रतिकार और उष्ण ( ग्रीष्म) 
ऋतु में उष्णता का प्रतिकार करके प्रात क्रिया ( चिकित्सा ) 
करनी चाहिये । योग्य चिकित्सा समय का उल्लंघन नहीं 
करना चाहिये । अप्राप्त समय में की हुई चिकित्सा तथा प्राप्त 
समय के पश्चात्‌ की हुई चिकित्सा, आवश्यकता से हीन 
(कम) तथा अतिरिक्त (अधिक) या मिथ्या चिकित्सा 
साध्य रोगों में भी सफळ नहीं होती है। जो बढ़े हुये दोष 
को शान्त करे तथा अन्य रोग को उत्पन्न नहीं करे उसी को 
यथार्थ क्रिया ( चिकित्सा ) कहते हैं किन्तु जो भूल रोग को 
नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोग को उत्पन्न करे वह योग्य 
क्रिया नहीं है ॥ २५-२७॥ 
विमर्शः-योग्य काळ के अतिरिक्त तथा न्यूनाधिक क्रिया 
व्यर्थ होती हे । 'न ह्यतिपातितकालमप्राप्तकाल वा भेपजमुपयुज्यमान 
यौगिक सवति । ( चरक )। अप्राप्तकालोदाइरणम्‌-भेषज ह्यामदोषस्य 
भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ । न तु सम्रहण देय पूर्वमामातिसारिणे। 
विवष्यमाना प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ वहून्‌ ॥ आमच्छेदे मा- 
ससिरास्नायुसन्धिव्यापादनमतिमात्रशोणितातिप्रवृत्तिर्वेदनाप्रादुर्ांचो 
भवति । प्राप्तचिकित्सो पेक्षया दानि.-यदा पक्वमष्यपक्वमिति मन्यः 
मानश्रिरसुपेक्षते sat वैथस्तदा द्वारमळभमान, पूयः स्वात्रयमव- 
दार्योत्सन्ग महान्तमवकाशनाडीं जनयित्वा कृच्छूसाध्यो-भवति । ही 
नातिरिक्तौषधोदाहरणम्‌-सहसा झतिवरुमौपधमपरीक्षकमरयुक्तमल्प- 
वलमातुरममिघातयेत्‌ । तथा वल्वति वलवद्व थाधिपरिगते स्वल्पवल- 
सौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमसाधकं भवति ( चरक ) । योग्यक्रिया यथा 
चाग्भटे-प्रयोगः शमयेदरयाधि योऽन्यमन्युदीस्येत्‌। नाऽसौ विशुद्धः 
शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ 
प्रीगभिहितोऽसिरञ्जत्य पाचकः | स भतुर्विधो 
भवति-दोषानभिपन्न एकः | विक्रियामापन्नत्िविधो 
भवति-विषमो वातेन, तीदणः पित्तेन, मन्दः शलेष्म- 
णा, चतुर्थः समः सर्वसाम्यादिति ॥ २८॥ 


१३४ 


SSS 
PP PLLA LLL 


पहले जण प्रश्‍न नामक २१ वें अध्याय में अन्न को पचाने 
चाळी exer का वर्णन किया गया है, वह चार प्रकार की होती 
है। वातादि दोषा से रहित एक तथा विकारयुक्त के तीन भेद्‌ 
होते हैं । वात से विषम, पित्त से die, कफ से मन्ट तया सवे 
दोषों की समानता से चौथी समाऱि ॥ २८॥ 
विमदी--_यद्यपि पञ्ममहायूतों की पांच, रसरकादि सात 
घातुओं की सात और एक जाठराझि ऐसे कुल अभिवे तेरह 
भेद होते हैं किन्तु विशेपतया जाठराभि के चार भेद होते ई। 
मन्दस्तीदणोऽश विषम समइचेति aad. । कफपित्ताऽनिलाधि- 
क्यात्तत्सान्याञ्ञाठरोऽनर-॥ 
तत्र, यो यथाकालसुपयुक्तमन्नं सम्यक्‌ पचति स 
समः, Gaeta: | यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ पचति, कदा- 
चिदाध्मानशुलोदावर्तातिसारजठरगौरवान्त्रकूजनप्रवाह- 
णानि कृत्वा स विषमः | यः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशु 
पचति स तीच; स एवाभिवद्धमानोऽत्यभिरित्यामा- 
ष्यते । स मुहुमेहुः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशुतरं पचति, 
USA च गलताल्योएशोपदाहसन्तापान्‌ जनयति | 
यसत्वल्पमप्युपयुक्तमुदरशिरोगौरवकासश्वासप्रसेकच्छ- 
दिंगात्रसदनानि कृत्वा महता कालेन पचति स As: | 
उन में से जो उपयुक्त समय पर खाये हुये अन्न को ठीक 
तरह से पचाती दै वह सम अभि हे तथा यह दोषा के समान 
मात्रा में होने से होती हैं। जो कभी कभी ठीक पचाती हो 
तथा कभी कभी अफरा, शूळ, उदावर्त, अतिसार, पेट में भारी- 
पन, जातों में aaa और प्रवाहण आदि विकार उत्पन्न करती 
हो उसे ‘amie कहते हैं। जो अधिक खाये हुये अन्नको भी 
शीघ्र पचाती हो उसे cen? कहते हैं तथा वही जब अधिक 
बढ़ जाती दे तव उसे अत्यत्रि कहते हैं एवं यह अभि वार वार 
तथा अधिक खाये हुये अन्न को अत्यन्त शीघ्र पचा देती है 
तथा पाक के अन्त मे गले, ताळु और ओष्ट में शोप, दाह तथा 
सन्ताप आदि उत्पन्न करती हे । जो थोडे खाये हुए अन्न को 
भी उदुर और शिर में भारीपन तथा काख, श्वास, असेक ( छार 
टपकना ), वमन और अंगों में थकावट आदि विकार उत्पन्न 
करके अधिक देर में पचाती दै उसे नन्दाजि कहते हैं ॥ २९॥ 
विमर्शः--अत्यपि को भस्मकासि कहते हैं । वधमानो भवेत्ती- 
wit मर्मक्रा्यो महानछ. । ( बुन्दमाधव )। सुक्त क्षणाद्धर्म 
करोति यस्मात्तस्माव्य मर्मक्रसङनोऽसूत्‌ | (योगरनाकर)। डाञ्टरौ 
में भस्मकाशि आमादायिकरख की अधिकता ( Hyper chlorp- 
yar), मधुमेह, हिस्टीरिया तथा आन्त्रस्थक्कमि के कारण 
होती दै तथा भस्मकरोग को चुछिमिआ (Bolimia ) अथवा 
पोलिफेयिआ ( Polyphagia ) कहते हैं। - ; 


विषमो वातजान्‌ रोगांस्तीच्णः पित्तनिमित्तजान | 
करोत्यभिस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥३०॥ 
विषम अधि चातजन्य रोगों को, तीच्य असि पित्तजन्य 
रोगों को और मन्दामि कफजन्य विकारों को उत्पन्न करती हे॥ 
तत्र, समे परिरनणं gia | विषमे स्निग्धाम्लल- 
वणेः क्रियाविशेषे: अतिकुर्वीत | तीच्णे मधुरस्निग्धशी- 


ल्ला 


सुश्रुतसंहिता | 


तैविरेकेश | एवमेवात्यम्नी, कड कळेची माहिपैश्न द्वीर- 
दघिसर्पिर्मिः | मन्दे वेमनेश्च ॥ ३१॥ 


इनसे से समाप्ति की सर्व प्रकार से रक्षा करनी चाहिये। 
विपमाञ्ि में fara, अम्ल तथा खचण रस प्रधान विशेष 
क्रियाओं से प्रतिकार ( चिकित्सा ) करना चाहिये । तीद्णामि 
में मधुर, स्निग्ध और शीत खाद्यपेय तथा विरेचन से चिकित्सा 
करे। इसी तरह अत्यभि में भॅल के दुग्ध, दही और घृत से 
प्रतिकार करना चाहिये! wath होने पर कडु, तिक्त और 
कपाय रस द्रव्य तथा चमन से प्रतिकार करना चाहिये NIM 


जाठरो भगवानगिरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः | 
सौच्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नेव शाक्यते ॥ ३२॥ 
अन्न को पचाने वाळी तथा भोज्य रसों का अहण करने 
चाळी और शरीर को अपने शासन में रखने चाळी व ऐेश्वर्ययुक्त 
जाउरामि होती है तथा उसका विशेष विवेचन करना सूचम 
होने से असम्भव है ॥ ३२॥ 
विमशः--ईश्वरः-आयु्र्णो वळ स्त्रारथ्यमुत्साहोपचनौी प्रभा । 
ओजस्तेजो$मय प्राणाश्चोक्ता देटानिदेतुका ॥ गान्तेऽमौ त्रियते युक्ते 
चिर जीवत्यनामय"। रोगी स्यादिक्ते मूलमग्निस्तस्माजिन्च्यते ॥ 
प्राणापानसमानेस्तु सर्वतः पवनेश्रिमिः | 
ध्मायते पाच्यते चापि St स्वे स्थाने व्यवस्थितेः ३३ 
अपने अपने स्थानों में रहने वाले प्राण, अपान और समान 
इन तीन प्रकार की वायुओं से जठरामि da होती है जिससे 
अन्न का पाचन होता हे ॥ ३३ ॥ 
+-जटरापि पाचन की दृष्टि से शरीर की ईश्वर है 
किन्तु वह स्वय घ्राण, अपान, समान इन त्रिविध वायुके अधीन 
होती है । डाक्टरी में भी पचन का Nervous control माना 


है तथा वात संस्थान की खराबी से पाचन में भी खराबी होते 
देखा गया है । 


वयस्तु त्रिविधं--बाल्यं, मध्यं, वृद्धमिति । तत्नो- 
नपोडशवघर्पा वालाः | तेऽपि त्रिविधाः-क्तीरपाः, क्षीरा- 
ज्ञादा; अन्नादा इति | तेपु संवत्सरपराः क्षीरपाः, Re 
चत्सरपराः च्ीरान्नादाः) परतो5न्नादा इति 11 ३४॥ 
चय ( अवस्था ) तीन अकार की होती है । वाल्य. मध्य 
और इद अवस्था | सोलह वर्ष तक वाळक संज्ञा मानी गई है 
वाळक भी तीन मकार के होते हैं। दुग्ध पीने वाळे, दुग्ध और 
अन्न दोनों का सेवन करने वाळे तथा केवळ अन्न का सेवन 
करने वाठे। उनमें एक वर्ष तक की आयु वाले दुर्घपायी, दो 
चष की आयु वाले दुग्ध और अन्न उभय का सेवन करने वाले 
तथा दो वर्ष के वाद अन्नसेवी वाळक होते हैं ॥ ३९॥ 
विमर्शः--वयः-काल्ममाणविशेपापेक्षिणी हि शरी रावस्था वयोऽ- 
मिवीयत्ते । 
हि घोडशसप्तत्योरन्वरे सध्यं वयः। तस्य विकल्पो 
बुद्धि योबनं सम्पूर्णता हानिरिति | तत्र, आविशतेदंद्धि , 
आत्रिंशतो याबनम्‌ , आचत्वारिंशतः सर्वेघात्विन्द्रिय- 
; अत ऊर्ध्वेमीषतपरिहाणियावत्‌ सप्त- 
तिरिति॥ ३५॥ ४ | 


अध्यायः २५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१३५ 


LLP PIR LEP PLS, 


सोलह वर्ष की आयु से लेकर सत्तर वर्ष की अवस्था पर्यन्त | में कई दृष्टि से समता रहती है। Old age 15 Second 
मध्य अवस्था होती है उसके भी बृदि, यौवन, सम्पूर्णता और | Childhood । २० से ६० वर्ष तक की औपधमात्रा को पूर्ण- 
हानि ऐसे चार भेद होते हैं। उनमें वीस वर्ष की आयु तक | मात्रा ( Adult dose) कहा जाता है एक वर्ष से वारह वर्ष 
शरीर के अङ्ग-ग्रत्यङ्गों के वृद्धि की अवस्था होती है तथा तीस ¦ तक Young’, role ( रोगी की आयु में ५२ मिला कर उससे 


वर्ष तक यौवन एवं चालीस वर्षं तक रस-रक्तादि सर्व धातु, 
इन्द्रिय, वळ और वीर्य इनकी सम्पूर्णता की अवस्था तथा उसके 
पश्चात्‌ सत्तर वर्षे की आयु तक कुछ २ क्षोणता होने की आयु 
मानी जाती है ॥ ३५॥ 
विमरशः--चरक ने _ शरीर की वृद्धि तीस वर्ष की आयु तक 

सानी दे। विवर्धभानधाठग॒णमात्रिशदपमुपदिष्टम्‌ । डाक्टरी में शरीर 
की वृद्धि की मर्यादा पच्चीस वर्ष तक की मानी है तथा यह 
अस्थि वृद्धि के लिये है। मांसादि अन्य धातुओं की दुद्धि इससे 
अधिक आयु तक भी होती रहती है। चरक ने मध्यमवय 
सत्तर के वजाय साठ वर्ष की ही मानी हे । “मध्य पुन पिम्तथातु- 
प्रायमापष्िवर्षैसुपदिष्टन?॥ 

. सप्ततेरूष्तरं क्षीयमाणघात्विन्द्रियवलवीर्ययोत्साहम- 
हन्यहनि वलीपलितखालित्यजुप्ट॑ कासश्वासप्रभ्न॒तिभि- 

A Kn 5 सर्वेक्रि @ 

रुपद्रवेरभिभूयमानं स्वेक्रियास्ससमथ जीर्णागारमिवा- 
भिवृष्टमवसीदन्तं वृद्धमाचक्तते ॥ ३६ ॥ 


वृद्धावस्था--सत्तर वर्ष के अनन्तर रसरक्तादि धातु, इन्द्रिय, 
वळ, वीर्य और उत्साह ये दिन प्रतिदिन जिसके क्षीण हो रहे 
हों, चर्म में सळवरें ( वली ), पलित ( aster श्वेत होना ) 
और खालित्य ( वालों का गिरना = गञ्जापन ) से युक्त एवं 
कास, श्वास आदि Sagat से आक्रान्त, सर्च प्रकार की क्रियाओं 
में असमर्थ तथा अभिवृष्टि ( मेघ वर्षण ) से पुराने मकान की 
तरह जो गिर रहा हो ऐसे मजुप्य को वृद्ध कहते हैं ॥ ३६॥ 

विमर्शः--चरक ने साठ से सौ वर्ष तक वृद्धावस्था मानी 
ti अतः परं वाञुधातुप्राय क्रमेण जीर्णमुच्यते वर्षशतान्तम्‌। 
भारतीय शाखज्ञ तथा फ्लोरेन्स आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ मनुष्य 
की आयुमर्यादा १२५ तक की मानते हैं किन्तु इससे अधिक 
आयु वाले प्राचीन तथा इस समय में भी मिळते हैं। 


तत्रोत्तरोत्तरासु वयोऽवस्थासूत्तरोत्तरा भेपजमात्रा- 
बिशेषा भवन्ति, ऋते च परिहाणेः | तत्राद्यापेक्तया 
प्रतिकुर्वीत ॥ ३७॥ 


ओपधि मात्रा- हीन या वृद्ध अवस्था को छोड़ कर उत्तरो- 
तर वर्धमान वयोवस्थाओं में उत्तरोत्तर औषध की मात्रा भी 
बढती जाती है । वृद्धावस्था में आद्य ( वाळ) अवस्था की 
अपेक्षा रोगों का प्रतीकार करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


विमर४-औपधमात्रावृद्धे' क्रम --वालस्य प्रथमे मासि देया 
मेषजरत्तिका | अवलेहीळतैयीव क्षीरक्षौद्रसिताष्ते । वर्धयेत्तावदे- 
कैका यावद्भवति वत्सर, | मापेवृद्धिस्तदूर्थ्व स्यायावत. पोडशवत्सर ॥ 
aa स्थिरा भवेत्तावद्यावददर्पाणि सप्तति, ॥ (श्वाङ्गघर) । विडक्ञफल- 

` मात्रन्तु जातमात्रस्य भेषजम्‌ । एतेनैव प्रमाणेन मासि मासि प्रव 
धितम्‌ ॥ कोलास्थिमात्र क्षीरादेदद्याद्वेपज्यकोविद । क्षौरात्रादे कौल’ 
मात्रामन्नादे दुम्त्ररोपमम्‌॥ ( विश्वामित्र ) । सत्तर वर्ष के वाद 
औषध मात्रा धीरे धीरे कम करनी 'चाहिये । ततो वालकवन्मात्रा 
हासनीया शनैः शनै. । ( शाइघर )। प्रायः बुद्ध और वालको 


आयु को भाग देने पर जो फल मिळता है वह पूर्णमात्रा का 
अंश है) के अनुसार अथवा ०7०६१३ role ( रोगी की 
आयु में एक मिळा कर उस सख्या को २४ से भाग देने पर 
जो फळ मिळता है उतनी पूर्णमात्रा है) के अनुसार रोगी को 
देनी चाहिये । १२ से १६ वर्प तक ३ से ३ ओर सोलह से 
बीस वर्ष तक $ से रॅ तक की मात्रा दी जाती है । 


भवन्ति 'चान्न-- 
बाले विवद्धेते श्लेष्मा मध्यमे पित्तमेव तु | 
भूयिएं Tent बायुबवेद्े तद्वीच्य योजयेत्‌ ॥ १८ || 
अभिक्षारविरेकेस्तु बालवृद्धी विवजेयेत्त्‌ | 
तत्साध्येपु विकारेषु मृदं कुर्य्यात्‌ क्रियां शनेः ॥३६॥ 
वाल्यावस्था में कफ वढता है तथा सध्यमावस्था में पित्त 
चढता है और घृद्धावस्था में वायु अधिक बढती हे अत एव 
इन दोपादिकों का तथा वय का विचार कर भेपज की 
कडपना करनी चाहिये । अग्निकर्म, क्षारकर्म और विरेचनकर्म 
वाळक और बृद्धो के लिये वर्जित है किन्तु वालक और उदो 
के रोग अग्नि, क्षार, विरेककर्म से ही साध्य हो तो ae 
ओपधियों के प्रयोग से चह कर्म करना चाहिये ॥ ३८-३९॥ 
विमर्श---हदी क्रिया-वकरी की मीयणी भादि agqea- 
संश्रित अग्नि, BEER तथा झुळाव के पुष्प, झुनक्का अमळ- 
तास के युद्दे आदि ag द्रव्यो का विरेचन देना चाहिये । 
देहः स्थूलः कृशो मध्य इति ्रागुपदिष्टः॥ ४० ॥ 
स्थूळ, कृश और मध्य ऐसे देह के तीन भेद पंद्रहवे 
अध्याय में कह आये हे ॥ ४०॥ 
कशुेयेदू इंहयेच्चापि सदा स्थूलकृशौ चरौ | 
रक्षणब्वेव मध्यस्य कुर्वीत सततं भिषक्‌ ॥ ४१ ॥ 
सर्वदा स्थूळ देह का कर्पण, कृश देह का Gen और मध्य 
देह का संरक्षण निरन्तर करते रहना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बलमभिहितगुणं, दौबेल्यव्व स्वभावदोषजरादिभि- 
रवेक्तितव्यमू | यस्माद्वलवतः सर्वक्रियाभरवृत्तिस्तस्माद्वल- 
मेव प्रधानमधिकरणानाम्‌ ॥ ४२॥ 
बल के शुणों का वर्णन पन्दृहवे अध्याय में हो चुका है । 
दौर्वल्य का विचार स्वभाव, वातादि दोप तथा वृद्धावस्था आदि 
से करना चाहिये । चिकित्सा .की सर्च क्रियाओं की प्रघृत्ति 
चलवान्‌ रोगी के लिये ही छाभदायिनी हो सकती है अतः 
चिकित्सा के अधिकरणों (आधारों ) में रोगी का वळू ही 
प्रधान है ॥ ४२॥ 


केचित्‌ कृशाः प्राणवन्तः सथू लाश्चाल्पबला नराः | 
तस्मात्‌ स्थिरत्वव्यायामैबेलं वैद्यः TARA ॥ ४३ ॥ 
कुछ दुर्बळ मनुष्य भी चळवान्‌ होते हैं तथा स्थूळ आदमी 


अल्प वळे वाले होते है इसलिये देह की स्थिरता (eer) 
और व्यायाम से वैद्य बळ की तर्कणा (अनुभव ) करे॥ ४३॥ 


१३६ 
IT 
सत्त्वं तु ns vba ॥ 
व्यसन और अभ्युदय तथा छेथ-सेथादि श्रकमं 
के an को विवछवित ( दुःखी ) नहीं होने देता है ॥ 
विमर्शः--5 ऐेष्पनुद्चिग्नमना सुखेषु विगतस्थह । वीतरागभ- 
यक्रौध' स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ 
सत्त्ववान्‌ सहते सवे संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
राजसः स्तभ्यमानोऽन्यैः सहते नेव तामसः ॥ ४५॥ 
सर्वगुण वाला ATCT स्वयं आत्मवळ से आत्मा या मन 
को दढ कर के शारीरिक तथा मानसिक सर्व मकार के दुःखों 
को सहन करता हे। रजोगुणी मनुष्य दूसरों से सहारा मिलने 
पर दुःखों को सहन करता है किन्तु तामसी मनुष्य 
तरह से भी दुःख को सहन नहीं कर सकता हे ॥ ४५॥ 
सात्म्यानि ठु देशकालजात्य॒तुरोगव्यायामोदकदिः 
वास्वभरसप्रश्नवीनि प्रकृतिविरुद्धान्यपि थान्ययाधकराणि 
भवन्ति ॥ ४६ ॥ 
सात्म्य भाव वेहें जो देश, काळ, जाति, ऋतु, रोग, 
व्यायाम, जळ, दिवाशयन आदि अकृति विरुद्ध होने पर भी 
वाघा पहुचाने वाले नहीं होते हैं ॥ ४६ ॥ 


यो रसः कल्पते यस्य सुखायैब निपेवितः | 


व्यायामजातमन्यद्वा तत्‌ सात्म्यमिति निर्दिशेत्‌। 


जो सेवन किया हुआ सधुर-ऊूवणादिरस, व्यायाम अथवा 
अन्य पदार्थ जिस के छिये सुखकारी होता है उसे "सास्य? 
कहते हैं ॥ ४७ ॥ 

विमशे-सात्म्यम्‌-सद आत्मना भवतीति सात्म्यम्‌ । 
सात्म्य नाम तत्‌ यदात्मन्युपशेते | सात्म्य नाम तत्‌ यत्‌ सातत्येनो- 
पसेन्यमानधुपशेते | ( चरक ) । सात्म्यभेद--जातिसात्म्ग्-सलिल- 
शतदुग्धौदनम्रभ्रतीनि | ऋतुसात्म्य स्वस्थवृत्तोक्तम्‌ ऋतुसात्म्यम्‌ | 
देशसात्म्य-देश्चानाभामयाना च विपरीतगुण wt । सारम्यमि- 
च्छन्ति सात्म्यशाश्चेष्टित चाथमेव च ॥ ( चरक ) । रोगसात्म्यम्‌-- 
उपशयो देतुन्याधिविपरीतैविपरीतार्थकारिभिश्चौपधादारविहदारै सुखा- 
चुवन्ध । स हि व्याधिसात्म्यसश्च । ( अ० do) । व्यायामः 
“सात्म्य--शरीरमन.सुखकरचेष्टा । उदकसात्म्यम्‌ , निद्रासारम्य-- 
निद्रा सात्म्यीकृता यैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवा । न तेषा स्वपता 
दोपो जाग्रता्चोपजायते ॥ 


प्रकृति भेषजं चोपरिष्टाद्ृक्यामः ॥ ४८ ॥ 
शारीर स्थान के चतुर्थ अध्याय में अ्क्ृति और सूत्रस्थान 
के अन्तिम अध्याय में भेपज का वर्णन किया गया है ॥ ४८॥ 
देशस्त्वानूपो जाङ्गलः साधारण इति । तत्र बहूद- 
कनिम्नोश्नतनदीवर्पगहनो सदुशीतानिलो बहुमहापर्व- 
Wag मदुसुकुमारोपचितशरीरमनुष्यप्रायः कफवातरो- 
गभूयिष्ठयरानूपः ॥ ४६॥ 

भूमिभेद--भानूप, aS और साधारण ऐसे 
देश तीन तरह का होता है। उनमें से जहां जल se 
वर्षता हो या भरा रहता हो या भूमि में खोदने भर पास 
ही निकलता हो, welt अधिक नीची और ऊंची हो, नदी 


नारे अधिक हों, वर्षा अधिक होती हो, पवन कोमल और 
शीतळ चलता हो, पर्वत और वृक्ष ये अधिक संख्या में तथा 
बढ़े चढ़े हों, जहां अधिक सख्य पुरुष और खी कोमळ अंग 
वाळे, सुकुमार और हट पुष्ट शरीर वाले हा. और जहां ड 
तथा चायु के रोग अधिक होते St उसे “आनुपदेश? कहते हैं ॥ 


सुश्रतसंहिता । 


NAAN NNN 


आकारासमः प्रविरलाल्पकए्टकिवृक्षप्रायो$ल्पवर्षे- 
प्रस्वणोदपानोदकप्राय उप्णदारुणवातः प्रविरलाल्पशील: 


डलः | उसयदेशलक्षुणः साधारण इति ॥ ५०॥ 
जो देश आकाश की तरह ऊँचाई तथा नीचाई से रहित 


किसी | हो कर सम हो, जहां अत्यन्त विरळ, छोटे और sen ge 
हो, पानी कम वरसता हो तथा झरने, कूप, यावद़ी आदि सें 


भी पानी कम हो एवं गरस और तेज हवा चलती हो, जहां 
छोटे छोटे पहाड़ किसी किसी जगह स्थित हों, जहां के मनुष्य 
अधिकतर इढ और कृश शरीर वाले हो. एवं जहां वायु तथा 
पित्त के रोग अधिक होते हों उसे ‘Stas देश” कहते हैं। जहां 
दोनों के लक्षण मिलते हों उसे 'साधारण देश? कहते हैं ॥५०॥ 
भवन्ति चान्न | 
समाः साधारणे यस्माच्छीतवर्षोप्ममारुताः | 
दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साघारणो मतः |! ५१ ॥ 
क्योंकि जहां शीत, वर्षा, गरमी और हवा ये समान रहते 
हों तथा भनुप्यों के वातादि दोष भी समानावस्था में रहते 
हों उसे उस कारण से “समान देर” माना हे ॥ ५१॥ 
न तथा बलवन्तः स्युजलजा वा स्थलाहृताः | 
स्वदेशे निचिता दोपा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः ॥५श॥ 
उचिते वतमानस्य नास्ति देशकृतं भयम्‌ । 
झाहारस्वप्नचेष्टा55दौ तदेशस्य गुणे सति ॥ ५३॥ 
अपने देश में इकटठे हुये दोप अन्य देश में कुपित होनेपर 
उतने weary नहीं होते हैं जैसे कि जल में रहने चाळे जीव 
स्थळ ( एथ्वी ) पर चळवान्‌ नहीं होते हैं। आहार, निद्रा 
और व्यायामादि चेष्टा आदि में उचित रूप से आचरण करने 
वाळे सचुप्य के लिये देश के गुण होने पर भी देशजन्य 
रोगादिभय नहीं रहता हे ॥ ५२-५३॥ 
विमर्श--र्‍ये श्‍लोक जल-चायुचिकित्सा ( Chmatio treat 
ment ) का वर्णन करते हैं। दोप अन्य स्थान में कुपित होने 
से अधिक वळवान्‌ नहीं होते हैं जैसे नक्र अपने स्थान (जळ) 
में रह कर हाथी को भी खींच लेता है किन्तु स्थल पर आने से 
कुत्ते से भी डर जाता है। नक्र' स्वस्थानमासाच गजेन्द्रमपि कर्षत्ति। 
स एव प्रच्युत स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ आनूपोचित, कफः अन्य- 
स्मिन्‌ विरुद्धयुणदेशे यथा जाइलदेंशे कुपित कफो वलवान्‌ न 
भवति । चिकित्सा की सुकरता या रोगसाध्यता के लिये भी 
काळ, देशादि रोग के समान goa नहीं होना श्रेष्ठ माना 
1 न च काल्युणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रम" । ( चरक )! देश- 
प्रकृतिसात्म्यठुंविपरीतो5चिरोत्यित* । ( सुश्रुत ) | अचल्यदूष्यदेश- 


प्रति पादसम्पदि । ( वाग्भट )। 


देशप्रकृतिसात्म्यतुंविपरीतो5चिरोत्थितः । 
सम्पत्तौ भिषगादीनां बलसत्त्वायुषां तथा ॥ ५४॥ 


स्थिरक्रशशरीरमनुष्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्ठश्च जा- 


अध्यायः ३६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१३७ 


emer होश"... ४०४४१ net. RL NALA IID LOIRE 


केवलः समदेहाग्नेः सुखसाध्यतमो गदः | 
अतोऽन्यथा त्वसाध्यः स्यात्‌ कुच्छी व्यामिश्रलक्षणः ॥ 
साध्यासाध्यता - देव, प्रकृति, सात्म्य और ऋतु के विप- 
रीत तथा चिरकाल से नहीं उत्पन्न हुआ (नवीन) एवं मिपक्‌, 
औषध आदि की सुसम्पत्ति तथा वळ, सत्त्व ओर आयु से भी, 
ससद्ध केवळ ( उपद्रवरहित ), समान देह और पाचकाम्ति 
वाळे रोगी का रोग अतीव 'सुखसाध्य' होता है किन्तु इन 
seat से विपरीत san चाला रोग 'असाध्य? होता है 
और मिश्रित छत्तणों चाळा रोग ‘ses are होता 
है ॥ ५४९-५५॥ 


विमदयः--वेशविपरीत-जाइल देश सें कफरोग, प्रकृति 
विपरीत-पित्त प्रकृति के मनुष्य में कफरोगोत्पत्ति, सात्म्यविप- 
रीत-कटुसात्म्य मनुण्य सें कफरोग, ऋतु विपरीत-दारदू ऋतु में 
वातरोग, एवं दूष्य विपरीत रोग 'सुखसाध्य” होते हैं। कहीं कहीं 
तुर्य दृष्यादिक सुखसाध्यता के जनक होते दॅ-ज्वरे ged? 
घत्व प्रमेहे तुल्यदृष्यता। नवीन रोग भी सुखसाध्य होते हैं 
किन्तु रक्तगुल्म पुराना होने पर ही सुसाध्य होता है--रक्त- 
गुल्मे पुराणत्व सुखसाध्यस्य लक्षगम्‌। आघु-सम्पत्ती-यस्वायुम्तस्य 
सिद्धयन्ति न सिद्धथन्ति गतायुषि । समदेहे-तममासप्रमाणस्तु सम- 
सहदननो नरः। इढेन्ट्रियत्वाद्‌ व्याधीनां न वलेनामिभूयत्े ॥ छ्षत्पि- 
पासातपसदः शीतत्यायामससह"। समपक्ता समजर" सममासचयो 
मत्त. ॥ ( चरक ) 


क्रियायास्तु शुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ | 
पूवेस्यां शान्तवेगायां न क्रियासङ्करो हितः ॥ ५६ ॥ 


एकक्रिया ( वमन, विरेचनादि में से कोई एक अथवा रस- 
भस्म-दुत-तेळासव-अवलेहादि चिकित्सा में से एक) के हारा 
गुणलाभ ( रोग नाश) न होने पर उस क्रिया के वेग के शान्त 
हो जाने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिये किन्तु दोनों क्रियाओं 
का सहप्रयोग कर साह्य उत्पन्न करना ठीक नहीं 
हे॥५६॥ 
गुणालामेऽपि सपदि यदि सैव क्रिया हिता । , 
कनेव्येव तदा व्याधिः कच्छुसाध्यतमों यदि ॥ Ys tI 
क्रिया के परिवर्तन करने से भी यदि रोग टीक होने रूपी 
गुण का लाभ प्रतीत नहीं हो तया रोग भी अत्यन्त ag 
साध्य हो और उसमें पूर्व क्रिया झाख और अनुभव प्रमार्णो से 
हितकारी ज्ञात होती हो तो उसी को ही कुछुदिन तक आरम्भ 
करनी चाहिये ॥ ५७॥ 
विमश'--आयः सगे सम्वन्धियों के वहकाने से एवं रोग के 
पुराना होने से २-४ दिन औषध लेने पर लाभ नहीं दीखने से 
लोग औषधपरिवर्तन में उतावळापन करते हैं इस लिये कम 
से कम पेसे रोगों में एक औषध का प्रभाव सात दिन तक 
अवश्य देखना चाहिये । “यस्या अपि फल न दृश्यते साऽपि सप्तरात्र 
प्रतिकतैन्या !! ( डंह्हण ) 
य एवमेनं विधिमेकरूपं 
बिभर्ति कालादिवशेन घीमान्‌ | 


AG सु० 


स मृत्युपाशान्‌ जगतो गदोघान्‌ 
छिनत्ति भैषञ्यपरश्वघेन | ५८ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आतुरोपक्रमणीयो नाम 
पञ्चरत्रिशोऽष्यायः॥ ३५॥ 
eA कि के. VAAN 
जो बुद्धिमान चिकित्सक ऋत्वग्निसाल्यादि का ठीक 
विचार करे उक्त प्रकार की मुख्य विधि को चिकित्सा करते 
समय झाखाचुसार व्यवहार में छाता दै acing के पाइ 
( फन्दे ) तुल्य ससार के रोगसमूहों को भैपज्यरूपी कुठार से 
नष्ट कर देता है ॥ ५८॥ 
इत्यायु्ेदृतत्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने आतुरोपक्रमणीयो 
नाम पञ्चत्रित्तमोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


OTA rns 


बदजिदात्तसोष्ष्यायः | 
अथातो मिश्रकमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ 1 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर “मिश्रक नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १-२॥ 
मालुलुद्वाभिमन्थी च भद्रदारुमहौषधम्‌ | 
अहिना चेव रास्ना च प्रलेपो बातशोफजित्‌ ॥ ३॥ 
दूर्वा च नलमूलब् मधुकं चन्दनं तथा | 
शीतलाञ्च गणाः सर्वे प्रलेपः पित्तशोफहृत्‌ ॥ ४ ॥ 
आगन्तुजे रक्तजे च ह्येप एव विधिः स्मृतः | 
विधिविपन्नो विषजे पित्तन्नोऽपि हितस्तथा ॥ ५॥ 
अजयन्धाऽश्वगन्धा च काला सरलया सह | 
एकेषिकाऽजश््ङ्गी च प्रलेपः श्लेष्मशोफह्ृत्‌ ॥ ६ ॥ 
एते बर्गाञ्जयो लोध्रं पथ्या पिएडीतकानि च | 
अनन्ता चेति लेपोऽयं सन्निपातकशोफहृत्‌ ॥ ७॥ 
विजोरा निम्बू, अरणी, देवदार, ais, अहिखा, रास्ना 
इनका प्रलेप “वातिक शोफ' को नए करता है। दूर्वा, नरसळ 
की जड़, ged, छाळचन्दून तथा अन्य शीतल्गण की 
ओपधियों का लेप "त्तिक शोफ” को नष्ट करता है । 'आगन्तु- 
कशोफः? तथा 'रक्तदुश्जिन्य शोफः में भी यही विधि कही गई 
है । 'विपजन्य शोफ? में विष को नध करने वाळी ओपधियों 
का लेप तथा पित्तनाशक विधि हितकारक होती है। जङ्गली 
अजवायन, असगन्ध, मजीठ, ore निझोथ, सफेद निझोथ, 
अजशुद्टी (काकडासिंगी या मेढासिड्डी ) इनका लेप 'कफजन्य 
शोफ? को नष्ट करता है! ये उपर्युक्त तीनों दोषों के लिये 
प्रयुक्त हुये तीनों वर्गों के द्रव्य तथा पठानी लोध, हरड, 
सदुनफळ और अनन्तमूळ (साळसा) इनका लेप “सान्निपातिक 
शोफ को नष्ट करता है ॥ ३-७ ॥ 
विमर्श/--ऋकपायलेपयों प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ शीतल 
गण से काकोठ्यादि, उत्पछादि और न्यग्रोधादिगण समझें। 
स्तिग्धाम्ललवणो वाते कोष्णः, शीतः पयोयुतः | 
पित्ते, चोष्णः कफे ॥८॥ 


१३८ 


NNN NI “NAN ७७० 


वातिक शोध सें स्निग्ध, अम्छ और लवण युक्त तथा कुछ | फिठकरी, 


सुश्रुतसंहिता | 


ये “संशोधन? करने वाळी चर्ति के द्रव्य द तथा इन्ही ' 


कुछ गरम लेप छगाना चाहिये। पेत्तिक शोफ में दुग्ध के | मव्यो से ही शोधन के लिये करक बनाना चाहिये ॥ १३-१५॥ 
साथ पीसा हुआ तथा शीत खेप छगाना चाहिये। कफजन्य | क्रासीसकटुरोदिए्योर्जातीकन्दहरिद्रयोः | 


शोथ में क्षार और गोमूत्र युक्त गरम लेप लगाना चाहिये ॥८॥ 
शणमूलकरिग्रणां फलानि तिलसर्पेपाः | 
शक्तवः किएवसतसी द्रव्याण्युष्णानि पाचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाचन--दाण, मूली और सहजने के वीज, तिळ, सरसों, 
सत्तू , सुरावीज, अलसी तथा अन्ग उप्ण पदार्थों का जण शोफ 
में पाचन करता है ॥ ९॥ 
विमश्ः--सक्तु-त्रवतण्डुङलाजादिचर्णे सक्तु प्रकीतितः । 
चिरबिल्वोऽग्निको दन्ती चित्रको हयमारकः | 
कपोतगृध्रकङ्काणां पुरीषाणि 'च दारणम्‌ | 
त्ारद्रव्याणि वा यानि ज्ञारो वा दारणं परम॥ १० ॥ 
दारण-चड़ा करञ्ज, भिळावा, दन्ती की जड, चित्रक 
की छाल, HAT की जड, कवूतर, गीध और कंक इनकी चीट, 
इन्हें पीस कर लेप करने से शोथ का दारण होता है अथवा 
सुप्कक-कुटज-पायादि ज्ञारद्रव्य या केवळ we थे अत्यन्त 
ठारण करने वारे हैं ॥ १० ॥ 
द्रव्याणां पिच्छिलानां तु त्वङमलानि प्रपीडनम्‌ 
यवगोधूसमाषाणाँ चूर्गीनि च समासतः॥ ११ ॥ 
पीडन--पिच्छिर gat की छाळ या जड और जौ, 
गेहूँ तथा उडदी इनका चूर्ण ये समास (ata) से चरणों के 
पीडन द्रव्य हैं ॥ ११॥ 
विमर्शः--सेमळ, लिसोढा, वैर, नागवळा ये पिच्छिळ 
द्रव्य हैं। पीडन reat को पीस कर घणशोथ पर लेप करने 
पर जव चह सूखता हे तव खिंचाव उत्पन्न होने से पूय वाहर 
निकलता है । पूयगर्भानणुद्वारान्‌ रणान्‌ मर्मगतानपि । यथोक्तैः 
पीडनद्रन्यै समन्तात्‌ परिपीययेत्‌ ॥ शुष्यमाणसुपेक्षेत प्रदेश पीडन- 
म्प्रति । न चामिमुखमालिम्पेत्तथा दोप प्रसिच्यते ॥ 
शाङ्धिन्यङ्कोठसुमन'करवीरसुवचलाः | 
शोधनानि कपायाणि वर्गेश्रारग्वघादिकि'।। १२॥ 
“शोधन कपायः--द्रव्यों में शंखिनी, अंकोठ, मालती, 
कनेर, get तथा आरग्वधादि गण की ओपधियां प्रमुख है 
विसर्श'--कपाय, वर्ति, कर्क, ga, तेळ, रसक्रिया, अव- 
चूर्णन और धूपन ऐसे आठ प्रकार से ait का शोधन करते हें । 
अजगन्धाऽजश््वङ्गी च गवाज्ञी लाइलाहया | 
हि CO 
पूतीकश्चित्रकः पाठा विडङ्गे लाहरेणबः ॥ १३ | 
कटुत्रिकं TTA लवणानि मन'शिला | 
कासीसं त्रिवृता दन्ती हरितालं सुराष्ट्रजा ॥ १४॥ 
संशोधनीनां वततीनां द्रव्याण्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
पतेरेवौषधैः कुर्यात्कल्कानपि च शोधनान्‌ ॥ १५॥ 
अजगन्धा, HEE, इन्द्रवारुणी, कलिहारी, वडा 
करअ, चित्रक की छाल, पाठा, चायविडंग, वड़ी इलायची, 
हरेणुका, सोंठ, मरिच, पिप्पली, यवक्षार, सैन्धव सासुद्रादि 
पांचो वण, मेनसिळ, कासीस, निशोथ, दन्ती, हरताल, 


पूर्वोदिष्टेपु चान्नेप छुर्यात्तैलघृतानि वे ॥ १६॥ 
कासीस, कुटकी, चमेली की जड और हळदी इनके काथ 
और कल्क से तेल और घृत पकाकर शोधन के लिये प्रयुक्त करें 
अर्कोत्तमां स्नुद्दीचवीरं पिट्ठा च्ञरोत्मार्नाप | 
जातीमूलं हरिद्रे ढे कासीसं कडुरोहिणीम ॥ 
पूर्वोहिष्टानि चान्यानि इर्य्यात्‌ संशो घनं घृतम्‌ ॥१७॥ 
आक की जढ़, त्रिफळा, थूहर का दुग्ध, सुप्कक, पलाश 
आदि श्रेष्ठ क्षार, चमेली की जड़, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, कासीस, 
कुटकी, एवं पूर्व के श्‍लोक में कहे हुये अजगन्धादि द्रव्य लेकर 
कल्क चना फे यथाविधि संशोधन घृत सिद्ध कर लेना चाहिये॥ 
सयूरको राजवृक्षो निम्बः कोशातकी तिलाः॥ १८॥ 
बृहती कण्टकारी च हरितालं सनःशिला | 
शोधनानि च योज्यानि तेले द्रव्याणि शोधने ॥१५९॥ 
अपामार्ग, अमरूतास, निम्व की छाल, कडवी तरो$, तिल, 
वडी कण्टकारी, छोटी कण्टकारी, हरताळ, मैनसिळ तथा ara 
शोधनवति फे seat का कल्क वना कर यथाविधि शोधन तेल 
सिद्ध कर लेना चाहिये॥ १८-१९ ॥ 


कासीसे सैन्धवे किएवे बचायां रजनीहये | 
शोधनाद्वेषु चान्येषु चूण gle शोधनम्‌ ॥ २० Il 
कासीस, सेन्धव लवण, सुरावीज, वचा, हरिद्रा और 
दारुहरिद्रा तथा अन्य शोधन द्वब्यों को लेकर खांड कूट के 
शोधन चूर्ण वना लेवे ॥ २०॥ 
सालसारादिसारेपु पटोलत्रिफलासु च । 
रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेषु च ॥ २१॥ 
रसक्रिया शाल्सारादि गण के द्रव्य, wie, त्रिफला तथा 
अन्य शोधक Aer लेकर ब्रणशोधनार्थ रसक्रिया करनी 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
श्रीवेष्टके GIS सरले देवदारुणी | 
सारेष्यपि च कुर्बीत मतिमान्‌ ्रणधूपनम्‌ ॥ २२॥ 
धूपनद्वव्य--श्रीवेषक, राळ, सरल के पेड की छाल, देवदारु 
तथा अन्य सालसारादि गण की ओपधियों का चूर्ण चना कर 
उससे ‘SATS? करना चाहिये ॥ २२॥ 
` कपायाणामचुष्णानां TaN त्वश्लु साधितम्‌ | 
मृतं शीतं कषायं वा रोपणार्थषु शस्यते ॥ २३ ॥ 
रोपण द्रव्य-शीतवीर्य तथा SAS वर्षा की gre से सिद्ध 
किया हुआ छाथ अथवा शीत कपाय नणरोपण के लिये श्रेष्ठ है॥ 
शीतकपायः--द्र्यादापोयितांतोये तत्पुननिशि सस्थितात. । 
कषायो योऽभिनिर्याति स शीत. समुदाहृत ॥ 
सोमामृताऽश्वगन्धाषु काकोल्यादौ गणे तथा | 
चीरिप्ररोहेष्वपि च वतेयो रोपणाः स्मृताः ॥ २४॥ 


श्रव्यायः २७ | सूत्रस्थानम्‌ | १३६ 
_ सोम, fre, aera, काकोल्यादि गण की ओपवियां | समस्त वर्गमद्ध वा थशलाभमथापि वा | 

one ra सीरा की जटा कपिर gt प्रयु्लीत सिपक प्राज्ञो यथोहिष्टेयु eg ॥ ३2॥ 

उनक क्र उड AS की बनाई Be afar डु 5, > च 

इनक करक स टिंत कर Se वा नान का बनाई Be चातयो | इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने सिश्रकाध्यायों नाम 

जग में रम्ने से उसका रोपण करती हं २४॥ पटत्रिंशत्तमो5घ्याचः tl ३६॥ 


a Rd | eis 
प्न्च्स st FBI न समासख्यता BT ° H ~~ - e = . छ्चि 
पन्च दीरियो बुः SAS निक्षः । डुडिमाच्‌ वद्य त्रण क चिम्छापनाडि कर्म के fea यथोदिषट 


समङ्गा सोमसरला सोमवल्कः सचन्दन: | _ समस्त वर्य की ओपधिये था अर्ध औषध जो भी मराठ हो सके 
काकोल्यादिश्च कल्कः स्वात प्रशासतो त्रगरोपरे ॥२४।॥ | उनका प्रयोग करे Be ॥ 
मजीठ अथवा नाल, सोम, सरलकाष्ट, रवेतखदिर, लाळ इत्यायुर्वदतत्वसन्दीपिक्राभाषायाँ मिश्रकाध्यायो नाम 
चन्दन att “काकोट्यादि गग? की ओपधियों का कल्क ATI पट्त्रिदात्तमोऽश्यायः ॥३६॥ 
won क छिये Aen ₹०॥ eB 


1 ot ~ 
प्रथकपणर्यात्मगुप्रा च हरिद्रे मालती सिवा । | “सप्तन्रिशत्तमोड्थ्यायः | 
काकोल्यादिश्च tren स्यात्‌ मिपजा रोपणे घृते ॥२६॥| अथातो भूमिप्रविभागीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

whan, कीच के वीज, cent, दारदळदी, चमेळी,मिश्री | यथोवाच भगवान घन्वन्तरिः 1 २॥ 
तथा काकोठ्यादियग? की ओपबियों के द्रब्य रोपण घृत सिदध | अब इसके अनन्तर “भूमिग्रविभागीय नामकः अध्याय का 
करने के च्वि प्रयुक्त करें ॥ २६॥ व्यास्यान करेंगे जैसा कि भगवान्‌ धन्चन्तरि ने aga के लिये 


[नसार्य्यांगरुगी ERE दे = ळ्हा -२ 
कालानुसाय्यागुरुणी ENE देवदार च | 2100 क eee pease eee! 
्रियङ्गवश्च tee तैले योज्यानि रोपणे ॥ २७॥ | विमर्श!--चर्षानीतोष्णादि मदाभूतकार्य की दृष्टि से तथा 
तयर, अराद रारहरिठा, दे 7 — महाभूत wee से भूमि की परीक्षा करते ह जिससे ओप- 
गर्‌, AO हरिद्रा, दारहरिटा, देवदार, gebiag, वियो के गुणधर्म, इनकी उत्तमता, हीनता तथा रोगिपरिज्ञान 
पठानी लोघ इन द्वब्यों को रोपण तेलसिद्धकरने में अयुक्त करें | 270. टाच रिश्वानतोर्वा हक 
£ क ड सहायता होती हे "तत्र भूमिपराक्षा आतुरपरिशा 


~ रोपर a nv s a 
FETA (फला रोम कालीसं श्रवणाहया । स्वांदीपपपरिद्यानद्देतोर्स ( चरक ) 


om zy . चूणीमिष्यते क 
तिरा अत कळती आती स श्रशार्कराऽश्मविषमवल्मीकश्मशानाघातनदेवता- 
a धवल ae शेषणार्य eatin 221i यंतनसिकताभिरनुपहतामनपरामभड्ध'रामदूरोदकां रित- 

म ला मा Sas wat अरोहबती wet स्थिरां समां get गौरी 


कट्ठुघान्य, त्रिफळा, पठानी छोघ, कासीस, गोरलझुण्डी, लोहितां वा भमिमापचार्थ 
घव तथा राळ बृ की छार इनका चूर्ण घणरोपण करता है। | Wheat वा भू परीक्षेत ॥ ३॥ 
frag, राळ, एुप्पकासीस, 'घववूक्ष की छाळ इनका चूर्ण ब्रण aa ( खडडे, fre ), Fes, पत्थर, निम्नोन्नता, वरमीक, 


गेपग के PA श्रेष्ठ दे ॥ २८-२९ ॥ Z श्मगान, फांसी देने का स्थान, देवता का स्थान तथा वाल से 
= ¢ [a = चारयुक्त oe 
ag ल्यप्नोववगंरय त्रिफलायास्तथंच च | रहित हो, ऊपर ( नोनिया या च्षारयुक्त ) न हो, भट्टर (फटने 


वाळी ) न हो, जिसमें खोदने पर जळ ज्यादा दूर (नीचे ) न 


न्यप्रोघादिगणः के दचोंळी छाल तथा त्रिफळा इनसे द्वित- | हो, चिकनी हो, दूर्वा, घास भादि उगता रहता हो, जो Ger 
णीग्रोक्त विविरके अनुसार घगरोपणार्थ 'रसक्रिया? करनी चाहिये। | यम, स्थिर और समतल हो, जो काले, सफेद ओर रक्तवर्ण की 
कं हो उसक्री ओषधि को उखाइने के लिये परीक्षा करनी चाहिये 
अपामारगोऽश्वगन्वा च तालपत्री सुबचेला | तस्यां जातमपि कृमिविषशश्वातपपवनदहनतो यस- 
उत्सादन pps या गणः ३? J म्वाधमार्गेरनुपहतमेकरसं qe प्रथ्ववगाढमूलसुदीच्या- 
उत्सादन Bey att जाडा, असगन्ध, झुसछी, ब्राह्म | धीपधमाददीतेत्येप भूमिपरीक्षाविशेषः सामान्य ॥४॥ 
अथवा सूर्यमक्ता वया काकोक्यादि गण की ओषधियों के द्रच्य उपर्युक्त छक्षणों वाली भूमि में उत्पन्न हुई औषध भी कृमि 


रसक्रियां रोपणार्थ विदघीत यथाक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 


an के उत्सादन के लिये उत्तम हैं ॥ ३१ ॥ < > गई अप्ति 
कासीसं dead किंएबं कुरुविन्दो aac के द्वारा नही खाई गई हो, विष, दाख, धूप, वायु, aly, जळ 
न्यव करव छुरुविन्दा मनःशिला। तथा अन्य बाघाओं से और रास्ते मे होने से नट नहीं हुई हो, 
कुक्ङुटाएउकपालानि सुमचोयुङुलानि च॥ ३२॥ | तथा उत्तम पक रस से युक्त हो, घुष्ट हो, जिसकी जड़ भूमि 
फले रोरीयकारळ्जे घातुचूर्णानि यान च! में गराई तक गई हुई दो ऐसी औषध को उत्तर की ओर 
त्रणेपृत्सन्नमांसेधु प्रशस्वान्यवसादने ।। ३३ ॥ वेठ कर अहण करे । यह साधारणतया औषध आर भूमि की 


कालीस, सैन्धव wan, सुरावीज, पद्मराग, मेनसिड, मर्गी विशेष परीक्षा हे ॥ ४॥ न 

त rvs 7 सुराबीज, प्राय, मनसिछ, Bet विशेषतस्तु तत्र, अश्मवती स्थिरा गुर्वी श्यामा 
के अपडे की छाल (कवच ), चमेली के go की कळ्या, स्थलब्रुचदास्यपाया EF fay | खिग्धा 
Brita सीर कर के फल तथा इरताछादि अन्य धातुओं के | ढेष्णा वा Meret स्वगुणभूयि्ठा 

चुर्ण उत्सन्न ( अतिवृद्ध ) मांसाठुर वाले अगो के अवसादन | शीतला 55सन्ञोदका  स्निग्धसस्यठ्णकोसलडृक्षमाया , 
(नष्ट ) करने के विये उत्सादन विधिः में श्रेष्ट हैं ॥ ३२-३०॥ | शुक्ला5म्बुगुणभूचिष्टा । नानावणां लब्वश्मवती प्रविन 


सुश्रवसंहिता | 


SOS rere 


t 


रलाल्पपाण्डुडचमरोहा अग्निशुणभूचिट्टा | SAT भत्स- 
UAT तनुरुक्षकोटसाल्परसबृत्षत्ाया अनिलशुणसूः 
चिष्ठा | at समा खश्नवत्यव्यक्तरसजला सर्वतोऽसार- 
वृक्षप्राचा शयामा चाकाशगुणसूचिष्ठा ॥ ४ ॥ 

विशेषरुप से ओ पत्यर वाली, स्थिर, भारी, श्‍वास अथवा 
काले रंग की एवं वडे वडे पेड तथा घास वाळी भूमि अपने 
पार्थिव शुर्णो से युक्त होती ei जो चिकनी, ठंढी, थोडी 
न जल वाली तथा जिसमें सुलायस धान्य 
हो प्रायः कोमल वक्ष हो जोर सवेत चण 
as के शीतस्तिग्धादि sax शुणों से 
छोटे पत्थरों वाली. 


एवं जो अनेक वर्ण 
छोटे छोदे सफेद रद्ग के वृक्ष सोर ag से युक्त 
हो वह भूमि आस्वेद तत्व अघान वाली होती डे । लो SF हो, 


जिसने छोटे 


Si 


छरे और रूद तया कोटर्‍युक्त जोर अद्य रस चाले Ta की 
चहुळ्ता हो वह वायुगुण प्रधान भमि होती है। जो सुला- 
यम, समतळ, Re ( गडे) चुक्त हो तथा जहां रख आर जरू 
अरप होने से मद नहीं होता हो जहां चारों ओर सारहीन 
वडे २ वृ हों एवं जहां वडे २ पर्वत हों और जिसकी मिट्टी 
रयाम हो वह चूमि आक्ानयुज अघान होती है ॥ ५ ॥ 


अत्र केचिदाहुराचा्या:- प्रावुडवर्षाशरद्धेमन्तव- 
SUM TS भूलपत्रत्वळूकीरसारफलान्या- 
दृदीतेति | वत्त न सम्यक्‌; सोल्याग्नेवत्वाव्वगतः | 
सोन्गन्धोपथानि सॉन्येष्टरतुषु गृहीतानि सोसरुणभू- 
HEMT भूमा जाठान्यतिमघुरस्निग्घशीतानि जाचन्ते | 
एतेच रोष व्यास्चातम्‌ ॥ 5 ॥ 
कनक STS का कवच ह क्रि 
काळ) में वनस्पत्तियों या ओषवियों की जडे, वर्षा 
पळ, रारदू ऋतु स Ole, Sard ऋतु स avg 9 
सार at SH ऋनु से wet का अहण ( सञ्चय 
चाहिये किन्तु बह मत ठीक नहीं हे क्योंक्ति तगत 
(Seis था कफ तत्त्व प्रधान ) तथा SRT (सत्रि चा 
दर्व घान ) Ral इ fea सं 


चळ चा कफ शुन प्रधान ) ओपधियों को सन्य ( दुज्षिगायन 


च्च हान पर > श्नु सं चया 
व्येषधियों को ate € उत्तराचण 
अहा करना चाहिये 


a 


in 
al 


काव्यधारा A ane PPP PLP PL PDD PEL RTS केली oP 


J tert और जल्युण भूयिष्ठ भूमि सें उत्पन्न हुई विरे" 
ahaa अहण करना चाहिये। अभि, आकाश 
तथा वायु गुण सूयिष्ठ नूनि में उत्पन्न हुई वामक ओपदचियों 
का सब्यय करना चाहिये । उभय गुण भूयिष्ट भूमि सें उत्पन्न 
हुई उभय गुण अर्थाद्‌ वमन और विरेचन कर्म करने वाली 
at का सव्धय करना चाहिये। आकाश शुण सूयि 
भूमि सें उत्पन्न हुई संशमच करने वाली ओोपधियों का सञ्चय 
करवा चाहिये 1 इस अकार zat भूमि और उचित उक्त 
समय में सद्चित की हुई ओषधियां अपने अपने गुणों में अधिक 
चल्वती होती हं ॥ ७ ॥ 
सर्वास्येव चामिनवान्यन्यत्र सधुघुतशुडपिप्पली 
Reger ts ॥ न 
५ सर्व अकार के औषण दन्य नूतन ही अहण करने चाहिये 
किन्तु शहद, घृत, गुड, पिप्यळी और वायविडङ् इन्हें सदा 
पुराने होने पर अहण करें ॥ ८ ॥ 
fed पिप्पली aid सपिंश्चाप्यनवं हितम्‌ | 
शेषमन्वत्त्वमिनवं गुहीयाद्दोषवरितम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस विषय सें कहा भी ह-कि विडङ्ग, पिप्पली, दाहद 
और छत ये पुराने हितकारी होते हैं fey अन्य gaia 
दोषों से रहित तथा नवीन रूप में ही अहण करे nen 
विसर्शः--निम्न द्रच्य सदा ताजे या गीले ही अहण करें। 
युडूचा कुब्ना बाचा APES VI । अश्वगन्ता उहचरी ee 
पुष्पा प्रसारिनी ॥ प्रयोक्तव्या staat ( शाईघर )। निम्न 
द्रव्य सदा गीले तया योगोक ्रमाण में ही अहण करें अर्थाद्‌ 


aga सदा द्विगुण गृहीत होते हैं किन्तु इन्हें द्विगुण न 
छ-वाउादिन्दरटेल्केडलललाकृष्मग्डकेन्द्ीवरी, Bra retro at EE TERS वर्षीभूकुरनाद्व Rae 


सहिताः सा पूतियन्दानूठा' । ऐन्द्रों 
सवदा, Sei एव छु न क्वचिद्‌ दियुणिदा ay योज्या 

( भावम०) । घनियाँ, घी पुराना ate होता है--तवान्येव डि 
रोठ्यानि द्र्व्टाण्यसिच्कनंछु । विरा विडज्ञकृष्गान्यां 
च्वनाक्षि्ैः॥ ( झाईघर )1 एुरामदावंदि---मघुनः 


शुब्स्णपि विज्ञेषन. । case डस एराजन्व ST sen 
दुंहणा्थ शहद नृतन श्रेष्ट होता हे--इददणीयं नु नव नाति- 


झुडघान्या* 


Baal: oor 


| व्ळेप्नहर सरन | निन्नरोगेउु चबं छुतन्‌--योजवेन्नवनेवाज्यं Sw 
अनि गुण अधान (€उस्णवीर्च) { 77 Fal वच्य पाप्डजेंग 
होने पर) sgt से | ओषवियां के युगहीन 
फरन स ओपधियां यां | दृध्व तद्रूपनोपवर 1 aera 
साम्य व्येषधियों को सांन्य | होनत्व Tensei cas वत्सरात्‌ परम्‌ । होनाः स्वतला. 


नमलानेत्रसेगचो 


कानलनेत्रयेगयोः ॥ ( भाचप्र० ) I 
होने की अवधिः--झुनहीन सवेद्‌ auf 


होनवोयंतवमाऱ्नयाद ne 


ऋतुना भ अदण की जाय ठया Sha सनि में वे उत्पन्न हुई | पाडदर्मालाड्किठया ॥ ( शाईघर ) । 
द न न कन्त नहर रत वाली, स्निग वया अतीव शीठ-| सर्वाण्येव सक्तीराणि esata, तेषामसम्पत्ताव- 


a है 
वाय प्रधान होती हूँ। इसी मकर जाग्ने 
व्यास्पा समझ लेनी चाहिये ॥ ६॥ 

तत्र एथिच्यन्डुयुगभूचिटायां भूमौ जावानि विरे 
चनद्रव्याय्याददांद, अग्त्याकारासारवगुगयू] ल्योक रतशगसृचट्ाया 
seven | उमयशुणमूचिट्राचादुमवत्ोसानानि | 


आकळारायुणभूचट्टाचां चघचशमनानत | एवं बतलचचसाण 
ated US ॥ 


जोषधियों की भी 


नतिक्रान्तसंवत्सराय्याददीतेति ॥ १०॥ 
WS अथवा रखयुक्त होने पर ही सर्व ओपधियाँ 
चीयवती होती ई 1 उनके सम्पत्‌ (गुण ) युक्त न होने पर 
चा न मिळने पर एक वर्ष के भीतर की अहण करनी चाहिये ॥ 
भवन्ति चात्र— 
योपालास्तापसा व्यावा चे चान्ये वनचारिणः | 
सृलाद्दाराञ्च चे तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते ॥ ११॥ 


अघ्यायः ३८ | 


१४१ 


य्लःऋल.रः,रछसससखसससससससस I क RRR NIP PLP LPL LL ALLL AL LP PS LP PPD RRR RRR DR rane 
"४८४ 


इस विषय में कहा भी है कि गो, भेस और वकरी चराने 
वाले, जड्ल में रहने वाले तपस्वी, हरिणादि का शिकार करने 
वाले तथा कन्द, सूळ, फळ खाकर Tee में रहने वाले एवं 
अन्य भी जो वनवासी हो उनसे औषध (जडी, बूटी) का ज्ञान 
होता है ॥ ११॥ 


विमशः--ओपधियों के केवळ चाम और स्वरूप मात्र 
जानने से काम नहीं चलता है किन्तु उनका रोगों में प्रयोग 
केसे होता हे यह जानना भी अत्यावश्यक है जैसा कि चरक 
ने कहा है-ओपधीर्नामरूपाभ्या जानते ह्यजपा वने। न नाम- 
_ ज्ञानमात्रेण ख्पमात्रेण वा पुन ॥ ओषधीचा परां प्रापि Pag 
दिठुमईति। योगवि्नामरूपज्ञस्तासा तत्तविदुच्यते ॥ 


सर्वांबयबसाध्येषु पलाशलवणादिषु | 
व्यवस्थितो न कालोऽस्ति तत्र सवाँ बिघीयते ॥१२॥ 


चनस्पतियों के मूळ, पत्र, फल आदि सर्च अवयवों से 
बनाये हुये जो पळाझादिक क्षार हैं उनके अहण का ( सञ्चय 
करने का) कोई खास व्यवस्थित समय नहीं है। उनके ग्रहण में 
सर्व समय उपयुक्त है ॥ १२॥ 


गन्घवणेरसोपेता पड्विघा भूमिरिष्यते | 

तस्मादू भूमिस्वभावेन बीजिनः षड्रसायुताः ॥१श॥ 

अव्यक्तः किल तोयस्य रसो निश्चयनिञ्चितः। 

रस एव स चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्भवेत्‌॥ १४॥ 

गन्ध, वर्ण और aga wae युक्त भूमि dig 

अकार की होती है इस लिये भूमि के स्वभाव के कारण ge 
भी छु रसा से युक्त होते हैं। जळ अव्यक्त रस वाला होता है 
यह अनेक निश्चयो (sant) से निश्चित है तथा वही जल 
का अव्यक्त रस भूमि के रस से व्यक्त ( स्पष्ट ) हो जाता है ॥ 


स्वेलक्षणसम्पन्ना भूमिः साधारणा स्मृता | 
द्रव्याणि यत्र तत्रैव तद्गुणानि विशेषतः ॥ १५॥ 
पूर्व में कहे हुये सर्व लक्षणों से युक्त भूमि को साधारण 
भूमि कहते हैं । जो द्रव्य जेसी भूमि में उत्पन्न होते हैं उन 
दर्व्यो के गुण विशेषकर उसी भूमि के गुणों के अनुसार होते हैं 
विगन्धेनापरामृष्टमविपन्नं रसादिभिः | 
नवं द्रव्यं पुराणं वा म्राह्ममेव विनिदिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
“ ५ साधारणतया जो द्रव्य विकृत गन्ध से युक्त न हों तथा 
जिसके सधुरादि रसो में भी विकार उत्पन्न न हुआ हो वह 
द्रव्य चाहे नया हो अथवा पुराना हो उसे ग्राह्य ही समझना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
जङ्गमानां वयःस्थानां रक्रोमनखादिकम्‌ | 
क्ीरमूत्रपुरीषाणि जीर्णाहारेषु संहरेत्‌ ॥ १७॥ 
युवावस्था वाले जङ्गम पशु-पछियों का रक्त, रोम और 
नख आदि ग्रहण करने चाहिये तथा उनके आहार के जीर्ण हो 
जाने पर दुग्ध, सूत्र और मळ जौपधार्थ अहण करना चाहिये ॥ 
विमर्शः-_झोरादिमहे अष्टादसमहइ--क्षीरं वाष्कयण आह्य विः 
vay तञ्च नोरुजाम्‌ | वयीवलवता घातुपिच्छखद्जुरादिकम्‌ ॥ 


eevee 


प्लोतमद्भास्डफलकशहुविन्यस्तभेषजम्‌ | 
प्रशस्तायां दिशि शुचौ भेपजागारमिष्यते ॥ १८ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने भूमिप्रविभागीयो नाम 
सप्तत्रिशत्तमो5ध्यायः I ३७ || 


प्लोत ( वसन के खण्ड), मिट्टी के पात्र, काठ के तस्त 
और खूटियों पर ओपधियां रखी हों तथा पवित्र और अशस्त 
स्थान में भेषजागार ( ओपधि झाला) वनवाना चाहिये nee 


इत्यायुवेदतच्वसन्दीपिकाभापायां सूत्रस्थाने भूमिम्रविभागीयो 
» नाम सपत्रिात्तमोध्यायः ॥ ३७॥ 


SEA 


ASMAAASEATT! | 


अथातो द्रव्यसङग़रहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्त्रन्तरिः॥ २॥ 


अत्र इसके अनन्तर द्वव्यसंग्रहणीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
लिये कहा था ॥ १-२॥ 


समासेन सप्तत्रिंशदू द्रञ्यगणा भवन्ति ॥ ३ ॥ 


संक्षेप से wet के Sta गण होते हैं जैसे कि भागे 
कहते है ॥ ३॥ 


(१) तद्यया-विदारिगन्धा विदारी विश्वदेवा स- 
हदेवा ager एथक्पर्णी शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा 
जीवकर्षभकी महासहा छुद्गसहा बृहत्यौ पुनर्नवेरण्डो 
हंसपादी बृञ्मिकाल्युषभी चेति॥ ४॥ 


विदारीगन्धादिगण मे निम्न ओषधियां हैं जैसे-विदारी- 
गन्धा (शालपर्णी ), विदारी ( भूमिकूप्माण्ड ), विश्वदेवा 
( नागवला या गंगेरन ), सहठेवा ( पीले get की वला ), 
weg ( गोखरू ), एथकपर्णी ( पिठवन ), शतावर, अनन्त- 
मूळ ( सालसा ), कृप्णसारिवा, जीवक, ऋषभक, महासहा 
( माषपर्णी ), छट्रसहा ( झुद्रपर्णी ), बडी करेरी, छोरी 
करेरी, पुनर्नवा, एरण्ड, हंसपादी ( हंसराज ), विच्छियाघास, 
ऋषभी (ata के बीज )॥ ४॥ 

विमर्शः---जीवकर्षमकामावे युडूचीवशलोचने । भावमिश्र ने 
इन दोनों के अभाव में चिदारीकन्द छेना लिखा हे | 


विदारिंगन्धा55द्रियं गणः पित्तानिलापहः | 
शोषयुल्माज्वमदोध्वेश्‍वासकासविनाशनः ॥ ५॥ 
यह उपर्युक्त विदारिगन्धादि गण पित्त और वात को नष्ट 
करता हे तथा राजयच्मा, TE, Tae, ऊर्ध्वश्वास और 
कास को नष्ट करता है॥ ० ॥ 


१४२ 


PAPAL. 
PPAR AALI PAOLA LEPALL PLLA ANNAN: “१ 


(२) आरखघमदनगोपघोण्टाकण्टकीङुटजपाठा- | 


MEME यबसप्तपणेनिस्वकुरुर्टकदासी-छुरुण्टक- 
गुडूचीचित्रकशाद्वेष्टाकरळषद्र्‍यपटोलकिराततिक्तकानि 
सुपवी चेति ॥ ६॥ | 
आरग्धादिगण सें निम्न ओषधियां हे । अमळतास, AA 
फळ, गोपधोण्टा ( कर्कोटी या सुपारी ), कण्टकी ( विकङ्कत ), 
BA, पाठा, पाटला, मूर्वा, इन्द्रयव, सतचन, निम्ब, ङुरुण्टक 
(सफेद get की हिण्डी, ) दासी कुरण्टक ( नीले फूलों की 
frost, पियाचासा ), गिळोय, चित्रक, शाङ्गटा (काकजहा ), 
नाटा और पूतीकर्ज, पटोळ, चिरायता, करेला ॥६॥ 


आरगबघादिरित्येप गणः शलेष्मबिषापहः | 
मेहकुष्ठल्बरवमीकरहूत्नो त्रणशोघनः ॥ ७ | 
यह जारग्वधादिगण कफ और विप को नष्ट करता है तथा 
प्रमेह, कष्ट, ज्वर, वमन और कण्डू का नाशक तथा ब्रणों का 
शोधक हे ॥७॥ 
(३) वरुणात्तेगलशिप्रुमधुशिप्नतकोरीमेपश्चज्लीपूतीक- 
नक्तमालमोरटार्निमन्थसेरेयकद्वयतरिम्बीवसुकत्रसिश्चि- 
त्रकशातात्ररीबिल्वाजश्ङ्गीदर्मा इहतीद्यग्ेति ॥ ८ ॥ 
वरुगादिगग सें निर्न ओपवित्रा हैं । जैसे-चरुग, आर्चगळ 
( नीठे फूळ का पियावासा ), सहजना, टाळ सहजना, तर्कारी 
( जयन्ती), मेढामिङ्गी, पूतीकरक्ष, नफमाळ ( करअ), मूर्चा 
या AAS, अरणी, दोनों प्रकार के कुरण्टक, Heft (कुन्द्रू), 
बसुक (raged या आऊ), वसिर (अपामार्ग था गजपीपल), 
चित्रक, शतावरी, विएव, काकडासिङ्गी, क, छोटे और az 
Hed बाळी कटेरी ॥ ८॥ 
बरुगादिगंणों हेप कफमेटोनिवारणः । , 
विनिहन्ति शिरःशूलरुल्माभ्यन्तरविद्रधीन्‌॥ ६ ॥ 
उपर्युक्त चरुणादिगण की ओपथियां कफ और मेढ को नष्ट 
करती हूँ तथा शिरः शळ, गुन्म और आभ्यन्तरिक विद्रधि की 
नादाकड॥९॥ 
(४) _ वीरतरुसहचरट्यदर्भवृ्तादनीरुन्ट्रानलङुरा- 
काशाश्‍मभेदकाग्निमन्थमोरटवसुकवसिरभल्लूककुर- 
ण्टकेन्दीवरकपोतवक्का: Tee चेति ॥ १० ॥ 


चीरतर्वादिंगग मे निग्न ओषधिया हैं जेसे-त्रीरतरु (अर्जन), 
दोनों प्रकार के सहचर (पीत-नीळपुप्पवाली पियावासा), कुशा, 
घँदाऊ, PAT, AAS, FA, काश, पापाणमेट, भरणी, मोरट' 
( zat ), चसुक ( वकपुप्प ), चसिर (अपामार्ग), wees 
( श्योनाऊ ), उरण्टक ( पीछे फूछ का पियावासा ), नील 
कमळ, कपोतवक्का ( घाह्यी ), गोसरू ॥ १०॥ 


बीरतर्वाद्रित्येप गणो घातचिकारनुत्‌ | 
झरऱमरीशकरामूत्रकृच्छाघातरुजापहः ॥ ११॥ 
ae बीरतर्वादि गण चायु के विकार को नष्ट करता है तथा 
अश्मरी, दारा, TARY और मृत्राचात की पीडा को श्रान्त 
करता दे ॥ 11 ॥ 


सुश्रुतसंहिता | 


eee TTT TANNA 


(५) सालसाराजकर्णखदिरकदरकालस्कन्यक्रसुकभूः 
जमेपश्द्वीतिनिशवन्दनकुचन्दनशिशपाशिरीषासनघ- 


| वार्जुनतालशाकनक्तभालपूत्तीकाश्वकर्णागुरूणि कालीय- 
| कञ्चेति ॥ १२॥ 


'साळसारादिगण' में निम्न ओपधियां हैं Ga ares, 
अजकर्ण, खेर, कदर (श्वेत या पूति खेर), कालस्कन्ध (तिन्दुक- 
वृक्ष या तमाळ), सुपारी का ge, भोजपत्र, मेढासिद्री, 
तिनित्र ( सादन), सिरस, असन, धव, अर्जुन, ताड वृत्त, 
शाक (anita), नक्तमाळ ( करञ्ज), पृतिकरक्ष, अश्वकर्ण 
( साळ वृच्षमेद ), अगर, काळीयक ( पीत चन्दन ) ॥ १२॥ 

सालसारादिरित्येष गणः कुछविनाशनः | 
सेहपाणडवामयहरः कफमेदोबिशोपणः ॥ १३॥ 

यह 'साळसारादिगण? कुष्ठ को नष्ट करता दे तथा प्रमेह 
और पाण्डुरोग को नष्ट करता है एवं कफ और मेदो धातु का 
शोपक दे ॥ १३॥ 

विमर्शः--कालीयक तु कालीय पीताम दरिचन्दनम्‌ ॥ 

, (६) रोधसावररोभपलाशकुटल्ञटाशोकफल्लीकद- 
फलेलवालुकशल्ञकीजिन्षिनीकदम्बसालाः कदली चेति १४ 

रोभादिगण में निम्न ओपधियां हैं जेसे-लोध, पटानी Ba, 
ढाक, कुटन्नट (श्योनाक), अशोक, फञ्जी ( भारदी ), 
कायफळ, wage (aga या हरिवालुळक ), दाज्लकी, 
fran, Hera, साळ, और कदली ॥ १४॥ 

एप रोधादिरित्युक्तो मेदःकफहरो गणः | 
योनिदोपहरः स्तम्भी वर्यो विषविनाशनः ॥ १५॥ ` 
यह रोधादि गण मेद और कफ को नष्ट करता हे तथा 
योनि दोपों का नाशक, अतिसारादि रोगों में मळादि का 
स्तरभक, घण में हितकारी और विष का नाशक हे ॥ १५॥ 


(५) अर्कोलर्ककरञ्हयनागद्न्तीमयूरकभार्गीरास्ने- 
र खा erage 
1 १६॥ 

'अर्काटिगणः मे निम्न ओोपधियां होती हैं जैसे आक, 
अलक ( सफेद आक ), दोनों प्रकार के करक्ष, नागदन्ती 
(जमाल्गोटा), अपामार्ग, भारगी, Ten, इन्दरपुप्पी (छांगली), 
छुदश्वेता ( सेफन्द, अतीस या विटारीकन्ट ), महाश्वेता ( नील- 
पुष्प सेफन्द, चन्ध्याककोटी, श्वेतापराजिता ), वृश्चिकाली 
(मेढासिद्री भेद ), अळवणा ( ज्योतिष्मती ) और तापस वृत्त 
€इळुदी )॥ १६॥ 

अकोदिको गणो होप कफमेदोविपापहः | 
कमिकुए्टप्रशमचो विशेषाद्‌ त्रणशोधन: | १७॥ 

यह “भर्कादिगण? कफ, मेद और विपों को नष्ट करता है 
तथा कृमि और कष्ट का शामक और विशेषकर ait का 
शोधक हे ॥ १७॥ 

(=) उरसाश्‍वेतसुरसाफणिज्मकाजेकभूस्तृणसुगन्ध- 
FETA TM THA Ae TART IO Se he फल- 


अध्यायः ३८ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१४३ 


ˆ सुरसादिगण' सें निम्न ओपधियां होती हैं जैसे- सुरसा 
( कृष्ण तुलसी ), श्वेत तुळसी, फणिज्झक (मरुवक), अर्जक 
( वर्वरिका ), भूस्तृण ( रोहिस घास ), सुगन्धक (द्रोणपुप्पी), 
सुसुख ( राजिका), कालमालिका ( कुप्णार्जक ), कसौंदी, 
was ( नकछिंकनी ), खरपुष्पा ( चनवर्वरिका ), arafier, 
कायफल, सुरसी ( कपित्थपत्रा geet या श्वेत निर्गुण्डी ), 
निर्गुण्डी ( नीलपुष्पा anne), gees ( सुण्डिका ), 
उन्दुस्‍्कणिका ( मूसाकानी ), फञ्जी (भारङ्गी) प्राचीवळ 
( काकजंधा ), मकोय और विपसुष्टि ( राजनिस्व, वडी अरू 
WU, कर्कोटी या कुचला इनमें से कोई एक )॥ १८॥ 

genet as कफहृत्‌ कृमिसूदनः | 

प्रतिश्यायारुचित्वासकासध्नो त्रणणशोधनः ॥ १६॥ 

यह 'सुरसादिगणः कफ का नाशक, Sat का नाशक 
तथा अतिश्याय, अरुचि, श्वास और कास को नष्ट करता है 
एवं चर्गो का शोधक है ॥ १९ ॥ 

(६) मुष्ककपलाशधवचित्रकमदनवृक्षतकशिशपाव- 
ज्रवृत्ता्रिफला चेति ॥ Ro ॥ * 

“मुप्ककादिगण! से मोखा, ढाक, धव, चित्रक, सदन, 
TIE ( कूडा ), सीसम, थूहर, हरड, वहेडा, आंवला होते हैं॥ 

मुष्ककादिगंणो ह्येप मेदोध्नः शुक्रदोषहृत्‌ | 

मेहाशेःपाण्डुरोगन्नः शर्करानाशनः परः॥ २१ ॥ 

यह 'मुष्ककादिगण? बढ़ी हुई चरवी तथा शुक्र दोषों को 
नष्ट करता है। इसी तरह प्रमेह, ववासीर, पाण्डुरोग और 
सूत्रशर्करा ( पथरी) का नाशक है ॥ २१ ॥ 

(१०) पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्चङ्गवेरमरि- 
चहस्तिपिप्पलीहरेणुकेलाजमो देन्द्रयनपाठाजीरकसर्षप- 
महानिम्बफलहिङ्कभार्गीमधुरसाऽतिविषावचाविडज्ञा- 
नि कडुरोहिणी चेति ॥ २२॥ 

“पिष्पल्यादिगिण में पिप्पली, पिपरासूल, चब्य,- चित्रक, 
diz, कालीमरिच, गजपीपल, हरेणुका, छोटी इलायची, अज- 
~ मोद, इन्द्रयव, पाठा, जीरा, सरसों, बकाथन का फल, हींग, 
भारंगी, zal, अतीस, वचा, वायविडड़ और कुटकी ये हैं ॥२२॥ 

पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलारुचीः | 
ˆ निहन्याहदीपनो शुल्मशूलष्नश्चामपाचनः ॥ २३ ॥ 

यह “पिप्पल्यादिगणः कफहर्ता तथा प्रतिश्याय, वात- 
विकार, अरुचि इन्हें नष्ट करता हैतथा असनि का दीपक दै, गुल्म 
और शूळ का नाशक हे एवं आमदोपों का पाचक है ॥ २३॥ , 


(११) एलातगरकुष्ठमांसीध्यामकत्वकपन्रनागपुष्प- 
प्रिय हरेशुकाच्याघ्रनखशुक्तिचण्डास्थौणेयकक्रीवेष्टक-' 
' ववोचचोरकवालुकगुस्युलुसजरसतुरुप्ककुन्दुरुकागरुत्प- 
क्कोशीरभद्रदारुकुङ्टमानि पुन्नाग केशरञ्चेति । २४॥ 
“पुरादिगण? में छोटी इलायची, तगर, कूठ, जटामांसी; 


कुन्दुरु ( लोभान ), अगुरु, स्एक्का ( सुगन्धित दव्य ), उशीर 
(खस), देवदार, केशर, पुन्नागकेशर (पश्चकेदर) ये द्वव्य हें॥२श 
एलादिको वातकफौ निहन्याद्विषमेव च | 
बणेप्रसादनः कण्ड्पिडकाकोठनाशनः || २४ ॥ 
यह 'एलाद्गण? वात, कफ और विप को नष्ट करता है 
तथा शरीर के वर्ण को निर्मळ करता है एवं कण्हू, पिडका 
और कोठ क्रो नष्ट करता है ॥ २५॥ 


(१२) वचायुस्तातिविषाभयाभद्रदारूणि नागकेश- 
रञ्चेति ॥ २६॥ 

‘aaa सें वचा, नागरमोथा, अतीस, eve, देवदार 
और नागकेशर ये द्रव्य है ॥ २६॥ 

(१३) हरिद्रा दारुहरिद्राकलशीङुटजबीजानि स- 
घुकं चेति ॥ २७॥ 

इसी तरह हरिद्रादि गण’ में हल्दी, दारुहरुदी, कलशी 
( पृश्निपर्णी ), इन्द्रयच और झुलेटी ये द्रब्य हैं ॥ २७॥ 
एतौ वचाहरिद्रादी गणी स्तन्यविशोघनौ | 
आमातिसारशामनी विशेषाद्दोषपाचनौ ॥ २८॥ 
ये उपर्युक्त 'वचादिगणः तथा 'हरिद्रादिगणः दुष्ट स्तन्य 
( दुग्ध ) के शोधक, आमातिसार के शामक और विशेष कर 
आम दोषों के पाचक हैं ॥ २८ ॥ 

(१४) श्यामामहाश्यामात्रिशृदन्तीशङ्किनीतिल्वक- 
कम्पिहलकरम्यकक्रसुकपुन्रश्रेणीगवाच्तीराजवृत्तकरञ्गद्य- 
गुडूचीसप्तलाच्छगलान्त्रीसुधाः सुवणेक्षीरी चेति ॥२९॥ 

“श्यासादिगणः सें काळी निशोथ, महाश्यामा ( विधारा ), 
लाळ निशोथ, दन्ती, शद्धिनी ( कालमेघ या काळादाना ), 
तिश्‍वक (ahr), कवीला, रम्यक ( वकायन ), सुपारी, 
पुन्नश्रेणी ( दुन्तीभेद्‌), गवाक्षी ( इन्द्रायण ), अमळतास, 
नाटा और पूति कर्ष, गियोय, सातळा, छुगळान्त्री ( वृद्ध- 
दारुक भेद ), Aare, स्वर्णक्षीरी ( सत्यानाशी, चोक, कंकुष्ठ, 
उच्चारे रेवन ) ये ओपधियां हैं ॥ २५ ॥ 

उक्तः श्यामादिरित्येष गणो शुल्मविषापहः | 
आनाहोदरबिडभेदी तथोदावर्तनाशनः ॥ ३० ॥ 
उपर्युक्त यह शयामादियण” गुल्म और विप को नष्ट करता 
हे तथा आध्मान और उदर रोग में मळ का भेदन करता है 
एवं उदावर्तनाशक हे ॥ ३० ॥ 


(१५) ` घुहतीकण्टकारिकाङुटजफलपाठा मधु- 
कञ्चेति lt ३१॥ 
‘gener में बढ़ी कटेरी, छोटी करेरी, इन्द्रयच, पाठा 
और सुलेठी ये द्र्य हैं-॥ ३१ ॥ 


१४४ 
पाचनीयो इृह॒त्यादिगंणः पित्तानिलापहः । 
कफारोचकदरद्रोगमूत्रकृच्छरुजापहः ॥ RR ॥ 

यह 'बृहत्यादिगण? पाचनीय, पित्त और चात का नाशक 
एवं कफ, भरुचि, हृदयरोग और सूत्रकृच् की पीडा को नष्ट 

करता है ॥ ३२॥ 

(१६) पटोलचन्दनकुचन्दनमूबोशुद्धचीपाठा 
रोहिणी चेति ॥ ३३ ॥ 
“व्रोळाडिंगण' में पटोल, श्वेत चन्दून, लाळचन्दन, मूर्वा, 

गिलोय, पाठा तथा कुटकी ये द्रव्य हैं ॥ ३३॥ 


परोलादिगॅगः पित्तकफारोचकनाशनः | 
व्वरोपशमनो ्रण्यःछदिकण््विषापदः । ३४ ॥ 
यह 'पटोळादिगण' पित्त, कफ और अरुचि को नष्ट करता 
है, ज्वर का शामक है, मग के लिये शोधनादि दृष्टि से हित" 
कारी ate वमन, कण्हू तथा विप को नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ 


(१७) काकोलीचीरकाकोलीजीबकपेभकमुद्रपर्णीमा- 
पपर्णीमिदामदामेदाच्छिन्न रुदाकर्कटश्वङ्गीतुगाक्तीरीपद्म- 
कप्रपौरडरीकर्दिवद्विमृद्रीकाजीवन्त्यो सघुकञ्चेति ३४ 


फ्ाकोत्यादिगणः में काकोली, शीरकाकोळली, | 
ऋषमक, AO, मापपर्णी, मेदा, सहामेदा, गिलोय, काकडा- 
सिद्दी, वंशळोचन, पदमकाठ, प्रपौण्डरीक § श्वेत कमळ), 
ects, वृद्धि, दराचा, जीवन्ती और झुळेटी ये हैँ ॥ ३५ ॥ 
काकोल्यादिरयं पित्तशोणितानिलनाशनः । 
Saat बृंहणो वृष्य: स्तन्यश्लेष्मकरस्तथा ॥ ३६॥ 
यह 'काकोल्य़ादिगण? पिच, रक भर वायु का नादाक, 
जीवनीय, ब्वृंदणीय, शुष्य दे तया दुर्ध और क्षीण हुये कफ को 
बढ़ाता हे ॥ २६॥ 


विमर्श --इस गग में अष्टवर्ग की ओपचियों का वर्णन हे 
उनके न मिलने पर निम्न औपध लेना लिसा हे ऋद्षयमावे 
बर्ग भाद्या वृद्धधभावे महावला । मेदामावे चाश्चयन्धा मह्दामेदे तु 
शारिवा ॥ जीवऊर्षमकामावे Tessas) काकोछीयुगलामावे 
निक्षिपे शतावरी ॥ अष्टवर्गोप्राप्ती भावप्रकाशमतम्‌--मेदाजीवक- 
ara hess चासति । वरीविदार्येश्वान्यावाराद्दीश्च क्रमा 
figta ॥ 

a STA AAT ATA हिङ्गूनि 
(१८) ee उपकसन्घवशिलाजहुकासीसद्वयहिङः 
कञ्चेति । ३७॥ 

‘omar से are ( चारमृत्तिका ), सेन्धानमक, 
चझिंटागीत, कासीस और पुप्पकासीस, हींग तथा नीळ tat 
थे द्रच्य हैं ॥ ३०॥ 

ऊपकादिः कफं इन्ति गणो मेदोविशोषणः | 
अश्मरीशकरामृत्रकच्छशुल्मग्रगाशनः ॥ ३८ 1: 
यह 'ऊपकादिगग' कफ को न करता है । मेदो वृद्धि को 


शोषित करता है तथा अर्मरी, शर्करा, मृत्रहच्छ और गुल्म 
को नष्ट करता Eu Re ॥ 


: कहु- 


ree RR AR SUN AR prs 


(१६) सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मकका श्सरी- 


फलमधूकपुष्पाण्युशीरञ्चेति ॥ ३६ ॥ 


“सारिवादिगण' में सारिवा ( अनन्तसूल ), मुलेठी, चन्दन, 


छालचन्दन, पद्माख, खंभारी का फळ, AIS फूछ, खस ये 
द्रव्य हे ॥ ३९ ॥ 


सारिबा55दिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहरो गणः | 
पित्तज्वरप्रशमनो विशोपाद्दाहनाशनः {1 ४० ॥ 
यह 'सारिवादिगण' प्यास को नष्ट करता हे, रक्तपित्त का 


नाहक है, पित्तज्वर को शान्त करता है तथा विशेष कर दाइ 
का नाशक 


vol 
(२०) अञ्जनरसाञ्जननागपुष्पप्रियङ्गुचीलोत्पलच- 


लद्नलिनकेशराणि मधुकङचेति ॥ ४१॥ 


'अज्जनादियिण । सें अञ्जन ( सौचीराजन, Sulphide of 


load ), रसाञ्जन (स्रोतो्जव Antimony sulphide, तथा 
दारुदरिद्राक्ाथक्ृत ), चागरेशर, fig, नीलकसळ, उद्षीर, 
कमलकेशर और सुलेदी ये द्रव्य हैं ॥ ४१ ॥ 


अञ्जनादिर्गणो ह्येष रकतपित्तनिबहदणः | 
विषोपशमनो दाहं निहदन्त्याभ्यन्तरं तथा ॥ ४२॥ 
यह अञ्जनादि गण रक्तपित्त का नाशक, विष का संशामक 
तथा Wee के भीतरी दाद को नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ 
विमर्श--रसाधन द्विविध, ्रोतोञ्जन कृष्णपाषाणाङ्कति Anti- 
mony Sulphide, धातुद्रव्य, द्वितीयञ्च दारुहरिद्राक्वायेच कृत 
कृत्रिम पीतङ्कश्णद्र्यन्‌--दार्वीक्वाथसम क्षीर we पक्‍त्वा यदा 
घनम्‌ । तदा रसाअच खयात नेत्रयो. परम हितम्‌ ॥ AST Ae 
णस्य तु मूल त्यादुशीर नळद च TL 


(२१) परूपकद्राताकट्फलदाडिमराजादनकतकफ" 
लशाकफलानि त्रिफला चेति ॥ ४३॥ 

'परूषकादिगण' में फारसा, द्राक्षा, कट्फळ+ दाडिम, 

खिरणी, निर्मळीवीज, सागवान का फळ तथा त्रिफला ये हं ॥ 
परूपकादिरित्येष गणोऽनिलविनाशनः | 
सूत्रदोपहरो हथः पिपासाघ्नो रुचिप्रदः ॥ ४४ ॥ 

यह “परूपकादिगिण? वात को नष्ट करता दै, सूत्र के दोपों 
का हारक, हृदयहितकारी, प्यास को नष्ट करने चाळा तथा 
रुचिकारक है ॥ ४४ ॥ 

२२) प्रियक्गुसमन्वाघातकीपुन्नागनागपुष्पचन्दन- 
कुचन्दनसोचरसरसाञ्जनछुम्मीकखोतोख्नपद्मकेसरयो- 
जनवल्ल्यो दीघेमूला चेति  ४५॥ 

'प्रियद्श्वादिगण! में प्रियद्वु, छाल, घाय के फूल, gant 
Cag), नागपुप्प ( नागकेशर ), श्वेत चन्दन, रक्तचन्दन, 
मोचरस, रसान, जळङ्म्भी, खोतोऽञ्षन, कमळ केशर, मजीठ, 
चालपर्णी अथवा दुराळमा ये द्रव्य हैं ॥ ४५॥ 

(२३) अम्बष्ठाथातकीकुसुमसमज्ञाकदवड्ठमधुकवि- 
ल्घपेशिकासावररोधपलाशनन्दीबृक्ताः पद्मकेशराणि 
चेति ॥ ४६॥ 


ध्यायः २८ ] 


3 सूत्रस्थानम्‌ । 


१४५ 


'अस्वष्टादिगणः में अस्वा (पाठा), घाय के फूल, | वहेडा, कूठ, श्वेत वचा, चचा, पाठा, कडकी, काकजंघा, अती, 
लजालु, सोनापाठा, HAA, वेळफल की गिरी, पठानीलोध, | द्राविडी (छोटी इळायची), मिळावा और चित्रक ये द्रब्य हैं ॥ 


ढाक, तून और कमळकेशर ये द्रव्य हैं ॥ ४६॥ 
गणी प्रियकग्वम्बष्ठादी पक्ातीसारनाशनौ | 
सन्घानीयौ हितौ पित्ते न्रणानां चापि रोपणी ॥४७॥ 
उपयुक्त 'प्रियदश्वादिगण? तथा “अम्बष्ठादिगणः पक्क अति- 
सार को नष्ट करते हैं, भग्न अस्थि का सन्धान करते हैं तथा 
पित्त के विकारों में हितकर और ait का रोपण करते हैं ॥४७॥ 

(२४) न्यम्रोघोहुम्बराश्वत्थप्लक्तमघुककपीतनकङ्क- 
भाञ्रकोशाम्रकचोरकपत्रजम्वूद्रयपियालमधूकरोह्िणीव- 
जुलकदम्भबद्रीतिन्दुकीसल्लकीरोध्रसावररोध्रभल्ला- 
तकपलाशा नन्दीवृनञ्चेति ॥ ४८॥ 

“न्य्रोघादिगिण’ में बड़, गूलर, पीपल, पाखर, झुलेठी, 
जाम्रातक, अजुन, आम, HANA, चोरक के पत्ते, वडी और 
छोटी जामुन, Piet वृक्ष, महुआ, कुटकी, वेतस, wera, 
चेर, तेन्दु, सञ्की, लोध्र, सावरलोध, भिलावा, ढाक और 
नन्दीवृक्ष ( पारसपीपल ) ये द्रव्य हैं ॥ ४८॥ 

न्यम्नोधादिगेणो त्रण्यः संग्राही भग्नसाधकः । 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोघ्नो योनिदोपहमत्‌ ॥ ४९ |! 

यह “न्यग्रोघादिगण? त्रण का हितकारी, सड्याही, भझ- 
अस्थि को जोडने वाळा, रक्तपित्त का नाराक, दाह और धुड 
सेदोधातु का नाशक तथा योनिदोपदारक है ॥ ४९॥ 

(२५) शुडूचीनिम्बकुस्तुम्वुरुचन्दनानि पद्म- 
कञ्चेति ॥ ५०॥ 

“गुहूच्यादिगिणः में गिलोय, नीम, धनियां, चन्दन और 
पञ्चा ये द्रव्य हैं ॥ ५० ॥ 

एष सर्वज्वरान्‌ हन्ति गुडूच्यादिस्तु दीपनः | 
हृल्लासारोचकवसीपिपासादाहनाशनः ॥ ५१ ॥ 

यह 'गुदूच्यादियण'ः सर्व प्रकार के ज्वरो का नाशक और 
दीपन दे तया ema ( जीमिचलाना ), अरुचि, वमन, 

पिपासा और दाह उकळ > NR करता दै ॥ ५१॥ 
(२६) उर त्पलकुमुदसीगन्धिककुवलयपुरंड- 
रीकाणि मधुकळ्चेति ॥ ५२ ॥ 

“उरपलादिगण? में कमळ, लाळ कमळ, Wa कमळ, नील 
कमळ, श्वेत नीळकमळ, पुण्डरीक (afta कमल ) 
और झुलेटी ये द्रब्य हैं ॥ ५२ ॥ 

उत्पलादिरियं दाहपित्तरक्तविनाशनः | 
पिपासाविषहृद्रोगच्छरदिमूच्छांहरो गणः ॥ ४३ ॥ 

यह “उत्पछादि Tor शरीर का दाह, रक्तपित्त, पिपासा, 
विषविकार, हृदय के रोग, वमन और मूर्च्छा को नष्ट करता है।! 

(२७) युस्वाहरिद्रादारुहरिद्राहरीतक्यामलकबिमी- 
तककुए है मवतीवचापाठाकद्रोहिणीशाब् शा 5तिविषा - 
द्राविडीभल्लातकानि चित्रकश्चेति ॥ ४४ ॥ 

'युस्तादिगणः में मोथा, इलदी, दारहलदी, exe, आंवला, 

१६ सु० 


एप मुस्तादिको चाम्ना गणः श्लेष्मनिषूदनः | 
योनिदोपहरः स्तन्यशोधनः पाचनस्तथा । ५५॥ 
यह 'भुस्तादिगणः' नामक औषधवर्ग कफ के रोगों को नष्ट 


करता है, योनि के दोषों का विनाशक, स्तन्यक्षोधक तथा 
आमादि दोपों का पाचक है ॥५५॥ 


(१८) हरीतकयामलकबिभीतकानि त्रिफला ॥१५६॥ 
त्रिफला-हरीतकी, आंवले और वहेड़ा इन्हें “त्रिफला? 
कहते हैं॥ ५६॥ 
विमशः-_यहां 'त्रिफला? से समान प्रमाण तीनों का लिया 
हे अन्यत्र प्रमाणभिन्नता है--एका इरोतकी योज्या दवौ च योज्यौ 
विभोतकौ | चत्वार्यामलकान्याहुस्तिफलैपा प्रकीर्तिता ॥ ( शाईघर )। 
भावप्रकाश समप्रमाण अहण करता है-पय्याविभीतधान्रीणा 
फले. स्यात्‌ त्रिफला समैः । महती स्वल्पा च त्रिफला पथ्या विमी- 
तकं धात्री महतो त्रिफला मता । स्वल्पा काइमर्यखजूरपरूषकफलेभवेत्‌ ॥ 
त्रिफला कफपित्तन्नी मेहकुछविनाशनी | 
चक्षुष्या दीपनी चैव विषमञ्तरनाशनी || ५७॥ 
“त्रिफळा? कफ और पित्तको नष्ट करती है तथा प्रमेह और 
कुष्ठ को भी नष्ट करती है एवं नेत्रा के लिये हितकर तथा 
असि की दीपक और विषमज्वर को नए करती है ॥ ५७ ॥ 
(२६) पिप्पलीमरिचश्श्ङ्गवेसणि त्रिकटुकम्‌ st 
'त्रिकटु-छोटी पीपळ, काळी मरिच और सोंड इन्हें 
"त्रिकटु? कहते हैं ॥ ५८॥ 
ञ्यूषणं HHA मेकुष्ठत्वगामयान्‌ | 
निहन्यादीपनं शुल्मपीनसारन्यल्पतासपि ॥ ४६ | 
ज्यूपणः कफ और सेदोरोगों को नष्ट करता है 
तथा प्रमेह, bss pas के रोगों को नष्ट करता है एवं 
अग्नि को दीस करता है तथा गुदम, पीनस और मन्दाग्नि को 
नष्ट करता हे ॥ ५९॥ ` 
(३०) आमलकीहरीतकीपिप्पल्यश्चित्रकश्चेति ॥६०। 
'आमलक्यादिगणः में आंवले, हरड, पीपळ और चित्रक 
येद्रव्यहें॥६०॥ ` 
आमलक्यादिरित्येष गणः सर्वज्वरापहः | 
चक्षुष्यो दीपनो इष्यः कफारोचकनाशनः ॥ ६१ ॥ 
यह ' १ सर्वप्रकार के ज्वरों को नष्ट करता 
है, नेत्रों के लिये हितकारी दै, अग्नि को दीस करता है, शुष्य 
हे तथा कफ और अरोचक को नष्ट करता है॥ ६१॥ 


(३१) त्रपुसीसताम्ररजतकृष्णलोहसुवर्णीनि लोह- 
मलश्वेति॥ ६२॥ 
“न्रप्वादिगण! र्से ay चंग ( Tin ) सीसा ( Lead )s 


Copper ), चांदी (Silver), कान्तळौह (Iron ), 
wr (जर लोहे का कि (मण्डूर) ये अन्य हैं ॥६२॥ 


१ g ६ क 


डड Sew कक eee न ES eee eT NTIS ESET ESSER CTS 


AAA RAPALA EE Ng oh 


विमदः--उत्तमलोहकिट्टलक्षणम:--शताब्दस॒त्तम॑ कीट मध्यज्ञा- 
शीतिवापिकम्‌ । अथम पष्टियपीय ततो हीन विषोपमम्‌ ॥ 
गणक्षप्यादिरित्येप गरक्रिमिहरः परः | 
'पिपासाबिपहद्रोगपाण्डमेहहरर्तथा ॥ ६३॥ 
यह 'त्रप्वादिगण! गरदोप तथा क्रिमियों को नष्ट करता 
है तथा प्यास, विपविकार, हृदय के रोग, पाण्डु और प्रमेह 
को नष्ट करता हे ॥ ६३ ॥ 
विमक्षी-_'गर! से कृत्रिमविष ग्रहण करते हैं । नानाप्राण्य- 
दुशमलविरुद्धोषधिभस्मनाम्‌ । विषाणा areata योगो गर 
इति wart ॥ ( चाग्भट )। 
(३२) लाच्षारेवतङुटजाश्वमारकटफलहरिद्रा्र्‍यनि- 
म्वसप्तच्छदमालत्यज्ञायमाणा चेति ॥ ६४॥ 
“छा्ादिगणः में लाख, अमळतास, HS, कनेर, काय फर, 
इळदी, दारुहळदी, निम्ब, सप्तपर्ण, चमेली और त्रायमाणा ये 
द्रव्य हैं॥ ६४ ॥ 
कपायस्तिक्तमधुरः कफपित्तात्तिनाशनः । 
कु्ठक्रिमिहरखेव दुष्टत्रणविशोधनः ॥ ६५॥ 
यह 'लाक्षादिगण' कपाय, तिक्त और मधुर है तथा फफ 
और पित्त की वेदना को विनए करता है, कुष्ट और क्रिमि 
नाशक एवं दुष्च्रण का विशोधक है ॥ ६५॥ 
पञ्च पञ्चमूलान्यत ऊध्ये वच्यामः ॥ ६६॥ 
अव इसके अनन्तर पांच प्रकार के पञ्चमूछों का वर्णन 
करते हैं ॥ ६६॥ 
विमर्शे-“अषटाङगसंग्रह सें मध्यम भौर जीवन नामक 
दो पञ्चसूल अधिक वर्णित हैं । वलापुनन॑वैरण्डयप्यपर्णीद्येन च | 
मध्यम कफवातव्न नातिपित्तकर लघु॥ अभीरुवीराजीवन्तीजीवक- 


Wh स्टृतम्‌ । जीवनाख्यन्तु चक्चुष्य वृष्य पिन्तानिलापहुम्‌ ॥ 
(३३) तत्र त्रिकण्टकबरुहतीह्वयप्रथकपणयो विदारि 
गन्धा चेति कनीयः ॥ ६७॥। 
इन पञ्चमूलों में गोखरू 
पर्णी और विदारीगन्धा (arose 
कपायतिक्तमधुरं कनीयः पञ्चमूलकम्‌ | 
वातघ्नं पित्तशमनं इंहणं बलवद्धेनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
लघु Tare कपाय, तिक्त और मधुर होता है तथा घात 


को नष्ट करता है, पित्त का शमन करता है, द 
न dens औ 
के चळ को वढाता हे ॥ ६८॥ है शा 


(३४) विल्वाग्निमन्थ टलाः : 
श्वेति महत्त ॥ ६६ ॥ दिर्डुकपाटला: काशय 


विल्व, अरणी ’ ञौ 
व sch a ee र गम्भारी ये द्रब्य 
सतिक्तं कॅफवातध्नं पाके लघ्वग्निदीपनम्‌ | 
AGU AT पञ्चमूलं महत्‌ BA ॥ ७० || 
Tera तिक्त होता है, कफ और वात को नष्ट करता 


है, पाक में og होता है, अग्नि का दीपक दे तथो भनुरस में 
मधुर होता है ॥ ७० tt - 
विमर्शः--अनुरस“-व्यक्त शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य 
vera । विपर्ययेणानुरस* ॥ ( चरक )। अन्यच्च--अज्ुरसस्तु रसे- 
नाभिभूतत्वादव्यत्तो व्यक्तो वा किञ्रिदन्ते ॥ ( अ० eo ) । 
अनयोद्‌शमूलमूच्यते ॥ ७१ ॥ 
उपर्युक्त रघु औरमहत्‌पञ्चसूर मिलकर दृशमूळ कहलाते हैं॥ 
गणः श्वासहरो झेष कफपित्तानिलापहः | 
आमस्य पाचनश्वेव सवंज्वरविनाशनः ॥ ७२ ॥ 
यह TATA श्वासनाशक, कफ, पित्त और वात का 
शामक, आसढोपों का पाचक तथा सर्वप्रकार के ज्वरों का 
नाशक है ॥ ७२॥ 


(३५) विदारीसारिवारजनीयुङच्योऽजश्शृङ्गी चेति 
बल्लीसंज्ञः | ७३ ॥। 

“ज्लीपञ्चमूछ' में विदारीकन्द, सरिवन, हरिद्रा, गिलोय 
और सेढासीड्री ये द्रव्य हें तथा इन्हें चज्लीसंज्ञक पञ्चमूल 
कहते हे ॥ ७३॥ = 

(३५) करमदंत्रिकण्टकसेरीयकशतावरीग्रभनख्य- 
इति करटकसंत्नः ॥ ७४ ॥ 

“कण्टकपः्वमूल' में करोंदा, गोखरू, पियावासा, शतावरी 
और शुध्रनखी ( वद्रवूक्ष ) ये द्रव्य हैं तथा इन्हें कण्टक संज्ञक 
पञ्चमू कहते हैं ॥ ७४ ॥ 

रक्तपित्तहरौ हेतौ शोफन्र यविनाशनौ | 
सबमेहहरो चेव शुक्रदोषविनाशानौ ॥ ७५१ 

उक्त ‘agtaqe तथा ‘azarae ये दोनों गण 
रक्तपित्त को नष्ट करते हे तथा तीनों प्रकार के ( वातिक, 
पैत्तिक और रळेष्मिक ) शोथ को नष्ट करते हैं एवं ad प्रकार 
के प्रमेहों के नाशक और शुक्र के दोपों के संहारक होते हैं ॥७५॥ 

(३७) छुशकाशनलदुर्भकाण्डेक्ुका इति ठृणसं- 
ज्ञक ॥ ७६॥। 
तृणपश्चमूछ? में कुशा, काश, नरसळ, दुर्भ और काण्डेलुक 
(सांठा) ये द्रब्य होते हैं तथा इन्हें तृणसंज्ञक पञ्चमूल कहते हैं ॥ 
मूत्र दोपबिकार्च रक्तपित्तं तथैव च | ' 
अन्त्यः प्रयुक्तः ज्ञीरेण शीघ्रमेव विनाशयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यह अन्तिम 'तृणपद्ममूछः दुग्ध के साथ प्रयुक्त करने से 
मूत्र दोपों को तथा रक्तपित्त को शीघ्र ही नष्ट करता है ॥७७॥ 
विमर्शः--चरकीयतृणपश्चमूलम--शरेक्षदर्मकाशाना शालीना 
मूलमेव च । 
एपां वातहरावाद्याबन्स्यः पित्तविनाशनः | 
पञ्चकौ श्लेष्मशमनाचितरौ परिकीत्तितौ ॥ ७८ ॥ 
उक्त पांच प्रकार के पञ्चमूलों में से 'आदि के ळघु तथा 
महत्पञ्चसूल विशेषकर वातनाशक हैं तथा अन्तिम तृणपश्च- 
सूलक पित्तनाशक है तथा शेप दो वल्ली और कण्टक TES 
कफ के शामक हैं ॥ ७८ ॥ a 


se २६ ] सूत्रस्थानम्‌ । 


कक 


२8s 


विमर्शः--वछीजपञ्ननूलय॒गा--वही न॑ पञ्चमूलन्तु प्रशस्तं कफ- | विसर्णः-सञ्ञोषनलक्षण यथा वास्मदे--यदीरवेहृहिदोंपान्‌ 
नाशनम्‌ । सष्टनृत्नानिलहर वृत्यमिन्द्रियवोधनम्‌ ॥ कण्टपञ्वमूल- | पञ्चवा झोधनञ्च तद ॥ संशननलक्षणम्‌-न शोधयति यद्दोषान्‌ 


VES पञ्चमूलं कफोनिल्हर परम्‌। मधुरानुरसङ्चैव 
पत््वाझयविश्ञोषनम्‌ ॥ 
त्रिदवतादिकमन्यत्रोपदेच्यामः ।। ७६ ॥ 
त्रिश्वतादिगण? का अन्य स्थान पर वर्णन करेंगे ॥ ७९ ॥ 
समासेन गणा ह्येते श्रोक्तास्तेपान्तु विस्तरम्‌ । 
चिकित्सितेयु वक्ष्यामि ज्ञात्वा दोषवलावलम्‌ | sell 
संहेप से यहां पर उक्त गणों का वर्णन किया है। आगे 
चिकित्सा स्थान के अध्यायों में दोषा के वलावळ के अनुसार 
इनका विस्तार से वर्णन करेंगे ॥ ८० ॥ 
एमिलेपान कषायांश्च तेलं सर्पीषि पानकान्‌ | 
प्रविभज्य यथान्यायं कुर्वीत मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ ८१॥ 
' _ मतिमानू बैद्य उक्त राणों में कहे हुये द्या से यथाविधि 
लेप, कपाय, तेल, घत और पानक आदि योग वनाकर जिस 
रोग में जो उचित हो उसे वहां प्रयुक्त करे ॥ ८१ ॥ 
घूमवर्पानिलक्लेदेः स्वेतुंष्वनभिद्रते । 
x न्यस्थेद्दिधि SS ~> 
आहयित्वा Te वनोषघसडझ्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भोषघिरक्षण व्यवस्था--शात्ष की विधि के अनुसार 
ओपधियों को sare कर घूआं, वर्षा, वायु और जळ इनसे 
खराब न होने वाळे एवं सर्व ऋतुओं में भी अनुकूल ऐसे 
मकान में जोषधिसंग्रह ( स्थापन) करना चाहिये ॥ ८२॥ 
समीक्य दोष भेदांश्च सिश्रान्‌ भिन्नान्‌ प्रयोजयेत्‌ | 
पथक मिश्रान्‌ समस्तान्‌ वा गणं वा व्यस्तसंहतम्‌॥८३॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रन्यसङघ्रहणीयो 
नामाष्टर््रिशोऽव्यायः ॥ ३5॥ 


OVA 


दोषों के भेदो का भलीभांति विचार करके उनमें दोष 
मिश्रित हैं. अथवा भिन्न (पथक) हैं ऐसा ठीक तरह से 
ज्ञान कर ओपधियों का या उक्त गर्णा का एयक योग, मिश्रित 
योग अथवा गग की समस्त ओपधियाँ का प्रयोग करना 
चाहिये। अथवा गण की पुक, दो, तीन या चार ओपधियों 
को पृथक या अन्य गग की ओपचियों के साथ संयुक्त कर 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ८३॥ 

इत्यायुर्चदतच्वसन्दीपिकाभापायां सूत्रस्थाने दर न्यसंग्रह- 

णीयो नामाष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३८॥ 


WIR” 


~ 


एकोनचर्वारिशासतमोऽध्यायः | 


अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।।१ 
यथोवाच ATA धन्वन्वरि: ॥ २॥ 


जब इसके अनन्तर संशोधन तथा संशमनीय अध्याय 
का व्यास्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत 
के लिये कहा था ॥ १-२॥ 


समान्गोदोरयत्यपि । समीकरोति विषमान्‌ दमनम्‌ ( वाग्भट ) । 


मदनङुटजजीमूत केच्चाकुघामागेवकृतवेधनसर्पप- 
freq पिप्पलीकरञ्जप्रपुझाङकोबिदारकवुदारारिष्राश्वग- 
न्धाविटुलवन्धुजीवकर्वेताशणपुष्पीविम्वीयचामृगेर्वारु- 
श्वित्रा चेत्यूव्वेभागहराणि | तत्र, कोविदारपूर्वाणा 
फलानि | कोबिदारादीनां मूलानि ॥ ३॥ 


ऊर्ध्वभाग-दोपहर द्रव्य या वामक द्वव्य--मेनफल, कूडा, 
देवदाली, कडवी तुम्बी, धामार्गव ( पीतपुष्पा कोशातकी ), 
कुतवेधन ( कोपातकी का भेद ), श्वेत सरसों, वायविडड़, 
पीपल, कर, चक्रमर्द, STAN, कछुंदार ( लिसोड़ा ), fara, 
ward, figs (aaa), वन्डुजीवक ( शुळडुपहरिया ), 
सफेद वचा, शणपुष्पी ( वन्‍्यशण ), Frit ( कुन्दर ), वचा, 
स्गेर्वारु ( इन्द्रवारुगी) और चित्रा ( द्रवन्ती) ये द्रव्य 
चमन द्वारा ऊध्वेभाग अर्थात्‌ आमादाय, फेफड़े, श्वासमार्ग, 
नासामार्ग और शिर इनमें स्थित कफादि दोषों का हरण 
करने वाळे हे । इन द्रव्या में से कोविदार से पूर्व ओषधियाँ 
के फळ तथा कोविदार से चित्रा तक की ओपधियों की जड़ 
वमनार्थ प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ३॥ 


त्रिवृताश्यामादन्तीद्रचन्तीसप्लाराङ्किनीविषाणिका- 
गशक्षीच्छगलान्त्रीखुक्सुवर्णक्षीरिचित्रककिणिहीकुश- 
काशतिल्वककम्पिल्लकरम्यकपाटलापूगहरीतक्यामलक- 
विभीतकनीलिनीचतुरडुलेरर्डपूतीकमहावृक्तसप्तच्छ- 
दार्का ज्योतिष्मती चेत्यथोभागहराणि | तत्र तिल्वक- 
पूर्वाणां मूलानि। तिल्वकादीनां पाटलान्तानां त्वचः 
कम्पिल्लकफलरजः | पूगादीनामेरण्डान्तानां फलानि | 
पूतीकारग्बघयो पत्राणि | शेपाणां क्षीराणीति ॥ ४॥ 

अधोभाग दोपहरद्वव्य अथवा विरेचक द्वव्य-छाल निशोथ, 
काली निशोथ, दन्ती, द्रवन्ती, सप्तला ( सातला सेहुण्ड ), 
शद्धिनी (यवतिक्ता, कालमेघ ), विपाणिका ( वृश्चिकाली, 
सेढासीङ्गी ), गवाक्षी ( इन्द्रवारुणी ), छगलान्त्री ( विधारा ), 
सुक्‌ ( थूहर ), स्पर्णक्तीरी ( सत्यानाझी ), चित्रक, किंणही 
(अपामार्ग ) ङश, काश, तिल्वक ( लोघ ), कवीला, रम्यक 
( वकायन या पटोडमूळ ), पाटला, सुपारी, हरड, आवळा, 
वहेडा, नीळ, चतुरुळ ( अमळतास ), पुरण्ड, प्तिकरल, 
महावृक्ष ( सेहुण्ड ), सप्तपर्ण, जाक और ज्योतिष्मती ( माळ 
काँगनी ), ये ओपधियां विरेचन द्वारा माता के ( वात 
मल, मून्रादि ) दोषों का हरण करती दैं। इनमें से तिल्वक 
से पूर्व की ओषधिया की जडं लेनी चाहिये तया fiers से 
पाटला तक की ओपधियों की qe छेवें और कम्पिएलक के 
फळ के ऊपर सञ्चित हुई रज रहण करे तथा Fe से लेकर 
पुरण्ड तक के wat के फल अहण करे उ पूतिक तथा 
qaqa ( अमलताल ) के पत्र तथा शेष ओपधियों का 
चीर विरेचनादि कार्य में अहण करना चाहिये ॥ ४॥ 

दिमश्चः-अमतास के व्यवहार में फली के गदे का 


१४८ सुश्रतसंहिता | 


सीडी, वला, अतिबला ( कंघी ), आर्तंगळ ( नीलपियावासा ), 
aia के वीज, सज्ञकी, कुबेराक्ती ( पाटला ), वीरतरु (अर्जुन), 
| € पिथ्रावासा ), अरणी, चत्सादनी ( गिलोय ), 
एरण्ड, पापाणभेद, श्वेत पुष्प का आक, आक, शताचरी, 
पुनर्नवा, चसुक ( मोलसीरी ge ), वसिर ( सूर्यावर्त ), कच- 
नार (sega मत से धत्तूर ), भारंगी, वनकपास, विच्छ्टी, 
पत्तूर ( कुचन्दन ), बेर, यव, कोळ ( झड़वेर ), कुछयी 
इत्यादि ओपघियां तथा पूर्वोक्त विदारीगन्धादिगण, आदि 
के wg तथा बृहत्पञ्चमूल ये सब संक्षेप से वातसंशामक हैं ॥ 


'चन्द्नकुचन्दनही वेरोशीरमखिष्ठापयस्याविदारीश- 
ताबरीगुन्द्राशेवलकह्ा रकुसुदोत्पलकद्ल्ली कन्दलीदूर्वामू- 
वाप्रश्वतीनि काकोल्यादिः सारिवा5द्रिख्लनादिरुत्प- 
लादिन्यंग्रोधादिस्तृणपद्वमूलमिति समासेन पित्तसंश- 
मनो वर्ग: ॥ ८॥ 

पित्तसंशमनवर्ग--श्वेतचन्दंन, छालच॑न्दन,द्वीवेर (बालक), 
खस, मजीठ, क्षीरकाकोली, विदारीकन्द, शतावर, गुन्द्रा 
( तृणमेद ), शैवळ ( काई ), करहार (श्वेत, नीळ था छाल 
कमल ), कुमुद ( श्‍वेतकमळ ), sae ( किंद्चिन्नीलकमल ), 
कन्दळी (uate), दूर्वा, मूर्वा इत्यादि ओषधियां तथा 
काकोल्यादिगण, सारिवादिगण, अक्षनादिंगण, उत्पलादि- 
गण, न्यग्रोधादिगण और तृणपत्चमूळ ये सव संत्तेप से पित्त- 
संशामक द्रव्य हैं ॥ ८ ॥ 

कालेयकागुरुतिलपर्णीकु्ठहरिद्राशीतशिवशतपुष्पा- 

सरलारा्नाभ्रकीर्य्योदकीय्येक्कदीसुमनःकाकादनीलाज्ग- 
लकीहस्तिकर्णमुख्ञातकलामज्जकप्रूतीनि वल्लीकण्टक- 
पञ्चमूल्यौ पिप्पल्यादिबवहत्यादिसुंष्ककादिवंचादिः सुर- 
सादिरारग्वधादिरितिसमासेन शलेप्मसंशमनो वर्गः।।६। 

कफसंशमन वर्ग--कालेयक ( हरिचन्दन या पीतचन्दन ), 
अगर, तिळपर्णी ( लाळ चन्दन), कुष्ठ, हरिद्रा, शीतशिव 
कपूर या सेन्धा नमक या सौंफ ), सौंफ, सरला (Kaa 
या राळ का वृक्ष), रासना, भ्रकीर्य ( पूतिकर्ष), उद्कीर्य 
(करञ्ज), हींगोट, चमेछी, काकादनी (ger), कलिहारी, 
इर्तिकर्ण ( भूपछाश या रक्तेरण्ड ), Benes, छामजक 
( ससभेद ) आदि ओपधियां तथा चज्ञीपञ्चमूल, कण्टक- 
wae, पिप्पल्यादिगण, genie, सुप्कक्रादिगण, वचा- 
दिगण, सुरसादिगण और आरग्वधादिगण यह संक्षेप से कफ 
का संदमन करने वाळा वर्ग है ॥ ९॥ 

तत्र सर्वास्येचीपधानि व्याध्यग्निपुरुषबलान्यभि- 
समीद्य विदध्यात्‌ | तत्र, व्याधिबलादधिकमौषधञ्च॒- 
पयुक्तं तमुपशम्य व्याधि व्याधिमन्यमावहति। अन्नि- 
बलादधिकमजीर्ण विष्टभ्य वा पच्यते । पुरुपबलादः 
धिकं ग्लानिमूच्छामदानावहति संशमनम्‌ | एवं संशो- 
घानमतिपातयति | हीनमेभ्यो दत्तमकिञ्ित्करं भवति 
तस्मात्सममेव विदध्यात्‌ १०॥ 

उक्त सर्व प्रकार की ओपधियों को रोग, जठराझि और 
रोगी इनके यळ का विचार करके न्यूनाधिक मात्रा में ages 


fiend अधिक प्रयोग होता है। पत्र का तो कचित्‌ 
प्रयोग है । 
कोशातकी सप्तला शद्धिनी देवदाली कारवेल्लिका 
चेत्युभयतोभागहराणि | एपां खरसा इति ॥ ५ ॥ 
उभयभागदोपहर द्रव्य-कोशातकी, सप्तला, शद्धिनी, 
देवदाली, करेला ये wer वमन तथा विरेचन द्वारा शरीर के 
ऊर्ध्व और अधोभाग के दोषों का हरण करते हैं । इनका स्वरस 
कार्य में लेना चाहिये ॥ ५॥ 
पिप्पलीविडद्भापामार्ग शिप्रुसिद्धाथेकशिरीपमरिच- 
कस्वीरविम्वीगिरिकर्शिकाकिणिहीव चाज्योतिष्मतीकर- 
शार्कालकलशुनातिविपाश्श्रन वेरतालीशतमालसुरसाऽजे- 


केङुदीमेपश्चन्गीमातुलुङ्गीसुरङ्गीपीलुजातीशालतालमधु- 
HAT STANT ASLAM a शिरोविरेच- 
नानि। तत्र, करवीरपूर्वांणं फलानि । करवीरादीना- 
मकांन्तानां मूलानि | तालीशपूर्वाणां कन्दाः । ताली- 
शादीनामर्जकान्तानां पत्राणि । इङ्कदीमेपश्वङ्गःयोरत्व- 
चः | मातुलुङ्गीसुरङ्गीपीलुजातीनां पुष्पाणि | शालता- 
लमधूकाचां सारः | हिङ्ुलाचे निर्य्यासी | लवणानि 
पार्थिवविशेषा:। मद्यान्यासुतसंयोगाः | eRe 
भलाविति ॥ ६॥ 

क्षिरोविरेचक द्रन्य-पिप्पळी वायविढङ्ग, अपामार्ग, सह- 
जन, श्वेत सरसों, शिरीप, काळी मरिच, कनेर, कुन्टरू, 
अपराजिता, कटभी, वचा, ATSB, करअ, भाऊ, शवेत- 
पुष्प का आऊ, हसुन, अतीस, सोंठ, ताळीसपत्र, तमालपत्र, 
सुरसा ( duet ), ast ( तुळसी Az), इंगुदी, मेढासीद्वी, 
fait का भेट, get (छाळ सहजन), पीलु, जाती 
(चमेली ), साल ZF, ताइबुत्त, महुआ, छाज, हींग, लवण, 
मद्य, गोवर का रस और गोमूत्र ये शिरोविरिचक ger हैं। 
इनमें से कनेर से पहले कहे हुए eats फल लेवे तथा 
करवीर से आक तक के दर्व्या की जडे और तालीश के पूर्व 
Sra के कन्द तथा तालीस से अजक तक के zest के 
पत्र, gaa मेपश्ती की छाल लेनी चाहिये, मातङ्गी, 
खुरक्री, tig और जाति इनके पुष्प ठेवे, साळ, ताळ और 
महुआ इनऊे सार भाग को ठेवे, हिद् और sears निर्यास 
(गोट) के रुप में अहण किये जाते हैं। eqn पार्थिव 
Cafes) विशेष होते हैं। सन्धान करने से मद्य तैयार होते 
ह। गोवर का रस ओर गोमूत्र ये मळ हैं ॥ ६॥ 

संशमनान्यत Ht वद्दयामः-तत्र, भद्रदारुकुष्- 
दरिद्रावरुणमेपश्लीवलाउतिवलातंगलकच्छुरासल्लकी- 
कालकर्कशतावरीपुननवावसुकवसिरकाब्वनकभार्गीका, ता ककी 
पासीव्रश्विकालीपत्तरवदरयवकोलकुलत्यप्रभूतीनि | त्रि- 
दारिगन्धादिश्व दवे चाये पञ्चमूल्यी समासेन are 
संशमनो वर्ग: ॥ ७॥ 
: अत्र यहां से संशमनीय वर्ग की ओपधियों का वर्णन करते 
ह. । वान संत्रमन वर्ग--देवदारु रु, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण, मेढा- 


अध्यायः ४० | 


सूत्रस्थानंम्‌ । 


१४६ 


करनी चाहिये। यदि रोग के वळ की अपेक्षा अधिक वळ 
चाली ओषधि प्रयुक्त की जाय तो वह ओपधि पूर्व व्याधि को 
तो नष्ट कर देती हे किन्तु अन्य व्याधि को उत्पन्न करती है। 
जठरासि की शक्ति से अधिक मात्रा या वळ वाळी औषध 
देने से अजीर्ण उत्पन्न करती है अथवा पेट में शूलादिक उत्पन्न 
करके देर से हजम होती है। रोगी के वळ से अधिक मात्रा 
या वळ वाली मुक्त संशामक औषध रलानि, मूर्च्छा और 
सद्‌ उत्पन्न करती हे । इस प्रकार से प्रयुक्त संशमन ओपधियां 
दोषवती होती हैं । संशोधन औषध भी रोग, अभि और रोगी 
के वळ से अधिक प्रयुक्त करने पर रोगी को अधिक हानि 
पहुंचाती है । रोग, अग्नि तथा रोगी की शक्ति की अपेक्षा 
अद्पमात्रा में दी हुई औषध निष्फळ हो जाती है। इस 
लिये रोग, अग्नि तथा रोगी के चळ के अनुसार ही औषध 
मात्रा की कढपना करनी चाहिये ॥ १०॥ 
विमर्शः--विष्टव्धलक्षणम-विष्टव्धे शूलमाध्मान विविधा वातवे- 

दनाः | मजवाताप्रवृततिश्च स्तम्मो मोहो5ह्पीडनम्‌ ॥ ( eo Wo )। 


भवन्ति चात्र-- 
रोगे शोधनसाध्ये तु यो भवेद्दोषदुर्बलः | 
तस्मै दद्याद्विषक्‌ प्राज्ञो दोषप्रच्यावनं AS ॥ ११॥ 
संशोधन कर्म से साध्यरोग में यदि रोगी दोषों की उस्क- 
उता से दुर्बळ हो गया हो तो उसे मतिमान्‌ वेद्य दोषों को 
गिराने वाली झदुचीर्य युक्त रेचक और वामक ओषधियां देवे॥ 


चले दोषे मृदौ कोठे ALTA बलं नृणामू। 
अव्याधिहुबंलस्यापि शोधनं हि तदा भवेत्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं प्रवृत्तदोपस्य स्ृदुकोष्ठस्य शोधनम्‌ | 
सवेद्ल्पबलस्यापि प्रयुक्तं व्याधिनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
दोष के अपने स्थान से चलायमान न होने पर तथा 
कोष्ठ के ue होने पर रोगी के शारीरिक चळ का विचार नहीं 
करना चाहिये क्योकि विना व्याधि के (अर्थात्‌ उपवासादि से) 
दुर्बळ हुये रोगी को भी उस समय संशोधन करना हित- 
कारी होता है | जिसके दोप स्वयं अपने स्थान से चलायमान 
हो गये हों तथा जिसका कोष्ठ सुळायम हो ऐसे अस्प वळ 
वाले रोगी में भी प्रयुक्त संशोधक द्रच्य व्याधिनाशक होता हे ॥ 
व्याध्यादिपु तु मध्येषु काथस्याञ्जलिरिष्यते । 
बिडालपदकं चूर्ण देयः कल्कोऽच्षसम्मितः ॥ १४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने संशोधनसंशमनीयो 
नाम एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 


eA 


औषध मात्रा-च्याधि, अग्नि तथा रोगी के बल के 
मध्यम होने पर छाथ का प्रमाण एक aa (४ पळ 
१६ तोला ) होना चाहिये तथा चूर्ण का प्रमाण एक विडाल- 
पदक (१कर्ष, १ तोळाभर) होना चाहिये एवं Ses का प्रमाण 
भी एक अच ( एक कर्प = १ तोळा ) होना चाहिये ॥ $४ ॥ 

विमर्शा--मध्य तु मान निर्दिष्ट स्वरसस्य चतुष्पलम्‌ ॥ 
किन्तु शाईघर ने स्वरस का प्रमाण नाघा पळ ही लिखा दै-- 


स्वरसस्य TIAN पलमर्ध प्रयोजयेत्‌। व्याध्यादिषु तु मध्येषु ॥ 
चस्तुतस्तु मात्रा की कोई निश्चित स्थिति नहीं है । मात्राया- 
चास्त्यवस्थानँ व्याधि कोष्ठ वळ वयः। आलोच्य देशकालौ च योज्या 
तद्वच कल्पना ॥ ( अ० सं० ) । 
इत्यायुवेद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने संशोधनसंशमनीयो 
नामेकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


YY YEN 


चत्वारिशत्तमोऽध्यायः | 
अथातो द्रव्यरसगुणवीय्येविपाकविज्ञानीयमध्याय 
व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर “द्वव्य-रस-गुण-वीर्य-विपाकविज्ञानीय! 
नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२॥ 
विमर्शः-द्रन्यादिविज्ञानीय--द्रव्यादीना विशिष्ट ज्ञान 
तदधिक्कत्य ङनोऽध्यायः। डाक्टरी में इसे फार्मेकोलोजी 
(Pharmacology ) कहते है। इस विभाग से ओपधियों की 
उपयोगिता सिद्ध होती हे । जिन ओपधियों की उपयोगिता 
रस, गुण, वीर्य, विपाकादि से नहीं हो सकती है वैसी स्थिति मे 
चरक तथा वाग्भट ने उनके लिये प्रभाव शब्द्‌ का प्रयोग किया 
है तथा सुश्रुत ने ऐसी ओपधियों को अचिन्तनीय तथा अमी- 
मास्य कहा है । अर्थात्‌ ये ओषधियां किस तरह अपना कार्य 
करती हैं यह इनका प्रभाव है ऐसा साना दै। द्रच्य-सादीन्यात्मा 
मनः कालो दिशश्च द्रव्यसम्रह.। (चरक)। यत्राश्रिता कर्मयुणाः कारण 
समवायि यत. तद्‌ द्रव्यम्‌ (चरक)। सर्व द्रव्यं पाञ्चमौतिकम स्मिते? 
(ave) ओषधियों की पञ्चमहाभूतात्मक रचना द्र्य है। डाक्टरी 
में द्रव्य को ओषधियों का सङ्गठन ( Composition of drugs ) 
कह सकते हैं। रख~रसनाआझो गुणो रस. ( नैयायिक )। 
“रस्यते आस्वाधते इति रस. रसनार्यो रसः, ( चरक )। जिह्वा के 
अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी रस का छान होता है जैसे {कट 
या कषाय रस का ज्ञान गला, आमाशय और त्वचा हारा। 
डाक्टरी में यद्यपि इन wat की कल्पना नहीं है फिर भी 
व्यवहारतः तिक्त को ( Bitter) कपाय को~( Astringent ) 
तथा अम्ल को (Acid ) कह सकते हें । aes में रस भौर 
अनुरस दो माने हैं। तत्र व्यक्ती रस स्रृतः । अव्यक्तो$नुरसः 
किञ्चिदन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते | (अ० सं०) । व्यक्तः शुष्कस्य चादौ 
च रसो द्रव्यस्य लक्षयते | विपर्ययेणानुरस ॥ ( चरक )। युणटक्ष- 
णम्‌--समवायी तु निश्चेष्ट कारण झुण । (चरक) 1 अथ द्रन्याशिता 
शेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणाः॥ (कारिकावली) । द्रन्याश्रय्ययुणवान्‌ 
संयोगविमागेष्वकारणमनपेक्ष इति युणलक्षणम्‌ । ( वेशेपिकदर्शन )। 
‘Rare aon. इत्ति रसवैशेपिकचत्रन्‌ | गुणको फार्मकोरो- 
जिकळ एक्शन (Pharmecological action) कहते हॅ । 
अर्थात्‌ ओपधियों का शरीर पर रोगनाशन, स्वास्थ्यरक्षण एवं 
घलवृद्धिरूपी जो कार्य होता है वह गुण है । यद्यपि quit की 
संख्या अनेक हैं तथापि आयुर्वेद में घोल गुण प्रतिद हैं। 
युरुमन्दद्दिमस्निग्धरल्इगसान्दरदुस्थिरा. । यणा सदष्रमतिदादा 
विंदति. सविपर्ययाः॥ इन्द्रियार्था व्यवायी च पिकासी चाएरे झुणा । 
(ao do) । चरक मे ४१ गुण माने हैं-ा्ो झुर्वादयो डटि. 


१५० 


सश्रवसंहिता | 


शा 


SE a rp rrr) 


Sos जाठब ' युगः प्रीचा ee, सना, रूप, रत, गन्व 
थे पद्ध इन्द्रियार्थ तया गुर, मन्द्रादि वील सामान्य युण,ुडि 
एवं इच्छा, देय; सुख, Ba आर TA य॑ आत्सयुण आर 
पृथकत्व्ऋ परे 


है] UZ 
an Ts ~ ¢ € 
क = =x ay £ नी युद्दींन kat gid =, Seq fis 
Sy Ties BEM Tai दाच Boa T 
Sq sive aq aa bed eee See ow: 
SOE घ्य Sere मेत्र च 1 वा को ऋन्‍म समा डय Ts essa 
Cl 
aE 4 
=, = afer i anne चन्द ~ क cd 
मनोननोत्या Sleeve S834 D231 (च सुज ८) 
~ * 
sar परिनातानि ges 
HTT meas सगनदवक्तना सख्य परिनायानि ब्म्त्ठ 
ee दे इच्छाद्रे षी प्रच्दा: 
sec: sarees इच्छाद्वेष प्रवाळ 
Sapir Tere = sea इच्छाईइप। a 
>>: SM न्न नागी = 
j-1 ( चेश इ० LF asia eat चन था निदा नाशय 
ॐ क ~ ~ -~ 


र्ट ठः है! > faq 
ery feed सदा बच्छ क्रिया। Fa sara eZ 
=- ~ iz 
SN, Se = ir =. Oca मा. गवादियरण 
sad ) | वेतात wor का, श्य्िचन्न 2५ SRT जब, उवादपरळ 
50 गाय क्रिया otoepagesisen Seat Pon 
Fase sl Dal दा Veet SST किचत 
~® चक्रपाजिइत्त न 
दरन्ुदरिदज्दे cet क्रियाण awe गोदरू ( चक्रपागिद 
ह CT र 1 डच झक्ति- 
ग्लाडंगच्णमभावा ता चा ० यू उस रत युर च = नाच 


~ 
wap sey Siete प्रसव टरसनर्थानय्न ाा Aa जा काये 


3 
— ot 
Sat 3 रस, 1 नार 


प्रभाव द्वारा द्वा जाता 


विपाक द्वारा न हो सकता हो बह 


Sl Sits saris ai aS 


sy 


Ei] 


E 
4 4 
a | a 


a 


ह 


yal 


(1 
t 


१ 


१ 9, 
१ ही 
ai} 
ft | 
| 
oe 

३ ost} 4 
~ 
ol 
oi 


Se 4 
Py 
ait 
a, 
ra) 

ah 
al 

t 


ap 3! 
a] 
Sp 
i 4 
a 
My 


Pt | 
a 
| 
at 
[| 
rp 
=i 


t! 
| र 


ze 
‘3° 


> | 
ale 


5 4 
A 
थे 


है 


a 


न्डादव 


/ ५] 
b 


RY 2 


SIT: 


ul 
a 
a 
Al 


यं व्यवस्थित च रसादचः 

पक्के न सन्ति | fa 
द्रव्यमनित्या रागा; बथा-ऋअल्कादि- 
सस्पन्नएसगन्धो व्यापन्नरसगन्धों 


₹ज्ञात्ववत्थानाच; चथा हि पावितं 


ताघध, नित्य 
ASAT: न 
रा Waid | 
gaara न गच्छत्यचं शाषाणि | पद्चेन्द्रिय्रह: 
णाच, पत्चमिरिन्द्रिच्यृह्मत द्रव्यं न रसादचः। आश्र 
इब्ब्माश्रिता रसादयो मवन्वि ! आर- 
दरन्यात्रच आरन्भः; घया-विदारिग- 
वपचादत्सच्नादिय न रसा- 
RSAC, शात्र दि Fea प्रधा- 
नमुपदेश दि. वोगानां; बथा-मातुचद्वा भरिमन्योी चेत्यादौ 
न See | eatery रसा 
दीनां, रसादयो हि ट्रव्चक्रममपेचन्ते, घवा-नरुणे 


वर्गा सन्पूज नू सन्पृणा गा Sly | Gaz देरासाव्यत्वाच्च, 


3, 


यत्गाच्च, 
स्मसामर्थ्याच्च, 

न्वादिमाद्रत्य Tes 
दिख्गरन्भः | 


Soe CRT ee ELAS Ha थी pA eed ae तो 


| ब्रव्याणामेकदेशेनापि व्याघयः साध्यन्ते, यथा-महाः 
! SASS | तस्माद्‌ द्रव्यं प्रधानम्‌ । द्रव्यलनगन्तु 
“क्रियागुणचत््‌ समवायिकारणम? इति 141 
ey आचार्य कहते हैं क्रि न्य, रस, यण, वीर्य और 
विपाकों में द्रब्य ही अधान दे । क्रिस हेतु से द्रच्य ग्रघान हैं? 
उच्चर चं $-द्वच्य रलगुणादि की अपेचा व्यवस्थित ( स्थिर या 
झपरिवर्तन शीळ ) होने से घान ह! क्योंकि द्रव्य च्यवस्यित 
होते दै, रस, शुग, Safe स्थिर नहीं होते हैं SS कच्चे फल 
TT St अन्छाडि रस दाच हन पक स चहा at wad क्योंकि 
जगह मडुराडि रख वन जाते ढा नं. २-द्रच्य की म्रघानता- 
दूसरा हेतु द्या क नित्य होने का देते हं। द्रब्य 
निश्च ही नित्य होते हैं किन्तु शुज आदि उसमें अनित्य होते 
हैं। जसे द्रच्य के कल्क आदि विभाग होते हैं किन्नु उसके 
Trak शुग कभी सम्पन्न ( अच्छे ) और कमी व्यापत्र 
(fet) होते हैं। नं ३-ठच्य अपनी पार्विवादि जाति में 
स्थिर गहने से अधान है जैले क्रि पार्विवादि ser अन्य जठादि 
जानि सें परिवर्निठ नहीं होते हैं एवं गोष जळ, तेज आदि द्रब्य 
भी अन्य जाति में परिवर्तित नहीं होते दें । न॑ ४-पांचों ज्ञाने- 
न्ट्रियों क द्वारा अदण किये जाने से द्रब्य प्रधान है तेले द्रच्यों 
को पांचों इन्द्रियों से जान सकते हैं किन्तु रस-पनन्‍्धादि गण 
इन्द्रिय से ही जाने जाते हैं। नं ०-आश्रय (आधार) होने 
से दुब्य मधान है क्योकि रस, गन्ध आदि दब्य को ही आश्रित 
करके रहते हैं।नं ६-छुद्दन, आहरण तथा योग काआरम्म औँदि 
दच्च से दी होता दे अतः वही घान दे जसे विदारिगन्वादिं 
गज क दन्य को लेकर कूट के पकावे। इस तरह का रस, 
गन्धादि में कार्य नहीं क्रिया जावा दे। नं <a के ग्नाग से 
सी द्वत्य ह प्रधान ह जसे शात में किसी भी थोग के वर्णन में 
2a ही प्रधान माने गये दें! जसे 'मानुछझादि योग” में 
mes, अतिमन्य os sett के ही नाम ल्लि हैं। रस- 
गन्वादिगुर्गो के नाम से fet भी योग का उपदेश नहीं 
क्रिया यया 21 नं, ८-द्वृव्यों के क्रम (स्थित्यन्तर) के agen ही 
wera gat की उत्पत्ति का कम athe होने से 
Fae अधान दै क्योंक्रि vases दच्च के कम 
अनुसार वदल्ते रहते हूं। SH तरुण ( अपक ) द्रब्य 
रख-पन्वादि at We { पके ) wa 
(परिपक्क) 24% रखगन्वादि नी पूर्ग 
Ue दन द्वारा साव्य हाने से भी seq अधान 
के पु देश से भी व्याधियां टीक हो जाती 
CAR) के दुग्ध से अनेक गुम, गळू, आष्मान, चकृदवृद्धि 
नदि रोग टीक हो जावे हैं, इसलिये उपर्थुक्त सवकारणा से 
FA हा प्रधान है। उच्च का ल्वण इस परकार काहे. 
जिससें क्रिया तया गुण दोनों रहते हों तथा जो समवायी 
कारण हां उसे Ser कहते हें Su 


Ber 


स 
Sastry उत्तनवेत 


स्ट 
2 


जसे महाद्रच 


FF Pia 


कावमत्यदयने, 


यमश्च ससन्त्तस्मिजिति 
A 
Chek aA, aT 


था नन्तः पडत्व 1 
चत्याहुरन्य | रसास्तु प्रधानम्‌ ; कस्मात्‌? आग- 


| 
| 


| सान्‌ ; आगसो हि Wages; शाखे हि रसा अचि- 
| इता चवा-रसायच आहार इति, तत्तमित्र प्राणाः | 


श्रध्यायः ४० | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१५१ 


उपदेशाच, उपदिश्यन्ते हि रसाः, यथा-मंधुराम्ललवणा 
वातं शमयन्ति | अनुमानाच्च, रसेन ह्यनुमीयते द्रव्यं, 
यथा-सधुरमिति | ऋषिवचनाश्च, frat वेदो 

ट्र ९ रेदिति ~ 
यथा-किञ्चिदिज्याथं मधुरमाह 1 तस्माद्रसाः 
प्रधानम्‌ | रसेषु गुणसंज्ञा। रसलक्षणमन्यत्रोपदे- 
च्यामः ॥ ४॥ टर 


द्रव्य प्रधान नहीं है ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। उनका 
मतहे कि रस ही प्रधानहै। किस कारण से ? न॑ १-आगम प्रमाण 
से । “आगम” शाख को कहते हैं। शाख में रसों ही को प्रधान 
माना है। जैसे रसों के आधीन आहार है तथा आहार के 
आधीन प्राण हैं । नं २-उपदेश से भी रस प्रधान हैं । रसों का 
ही उपदेश किया जाता है जैसे मधुर, अम्ल और wan रख वात 
का शमन करते Sl नं. ६-अनुमान से भी रस प्रधान है क्योंकि 
रसों ही के द्वारा दन्य का अनुमान होता है जैसे यह द्रव्य मधुर 
है। नं ४-ऋषियों के वचन से भी रस प्रधान हैं। ऋषियों के 
वचन वेद हैं | जैसें यज्ञ करने के लिये कुछ मधुर लाओ, यहां 


पर वन्य का निर्देश न कर मधुर रस का ही वेद ने निर्देश | है 


किया है इसलिये उपर्युक्त सर्वकारणों से रस ही प्रधान 
होते है। रसा ही की “गुण” संज्ञा हे। रस का लक्षण अन्य 
स्थान सॅ कहेगे ॥ ४ ॥ 


नेत्याहुरन्ये | वीर्य्यं ्रघानमिति | कस्मात्‌ ? तह- 
शेनौषधकमेनिषपत्तेः | इहोषधकर्माण्यूर्थ्यांधोभागोभ- 
यभागसंशोघनसंशामनसडङय़ाहकामिदीपनपीडनलेख- 
नद्ट॑हणरसायनवाजीकरणश्वयथुकरविलयनदहनदारणमा- 
द्नप्राणध्नविपप्रशमनानि वीय्येप्राधान्याद्भवन्ति | तच्च 
fea द्विविधसुष्णं शीतं च, अम्नीपोमीयत्वाञ्जगतः | 
केचिदष्टविधमाहुः--शीतसुष्णं fant wa विशदं 
पिच्छिलं ag तीच्णं,चेति एतानि वीर्याणि स्त्रबलगुणो- 
त्कर्षांद्रसमभिभूयात्मकमे कुबन्ति | यथा तावन्मह- 
caret कपायं तिक्तानुरसं वातं शमयति, उष्णबीये- 
त्वात्‌; तथा कुलत्थः कषायः, कटुकः पलाण्डुः, स्तेहभा- 
aa | मधुरश्चेक्लुरसो वातं वद्धयति, शीतवीयेत्वातू | 
कडुका पिप्पली पित्तं शामयति, मृदुशीतवीयेत्वाच ; 
अम्लमामलकं लवणं सैन्धवञ्च । तिक्ता काकमाची पित्तं 
वद्धेयति, उष्णवीर्यत्वात्‌ , मधुरा मत्स्याश्च | कटुकं मूलकं 
श्लेष्माणं वद्धेयति, खिग्धवीर्येत्वात्‌ । अम्लं कपित्थं 
श्लेष्माणं शमयति, रू्तवीयैत्वात्‌ , मधुरं sizes | 
तदेतन्निदशीनमात्रञ्ुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्य आचार्य कहते है कि रस भी प्रधान नहीं है, वीर्य 
ही प्रधान है। किस कारण से ? उत्तर--वीर्य की अधीनता ही 
से ओपधियों का रोगनाशनादि कार्य होने से जैसे इस ae 
में ओपधियों के भिन्न भिन्न कार्य, यथा ऊर्ध्वेभाय का वमन 
द्वारा संशोधन, अधोभाग का विरेचन द्वारा संशोधन, उभय 
भाग संशोधन, संशमन, संग्राहक, अग्निदीपन, - प्रपीडन, 


लेखन, Jen, रसायन, वाजीकरण, श्वयथु (शोथ) हर, 
यथुविल्यन, दहन, दारण, सादन, प्राणनाहान तथा विप- 
्रशामन आदि ओपधियों का कमे वीर्य की प्रधानता से ही होते 
हुं 1 यह वीर्य sor और शीत ऐसे दो प्रकार का है क्योंकि 
समस्त संसार भी आग्नेय और सौम्य ( जळ ) द्विविध तत्वों 
से ही वना है। कुछ छोग वीर्ये को आठ प्रकार का मानते हैं 
जैसे शीत, उप्णं, स्निग्ध, oy, विशद, पिच्छिल, ag और 
तीच्ण । उक्त द्विविध या अष्टविध वीर्य अपने चल के शुणो- 
कर्ष से रस को पराजित करके स्वकार्य करते हैं। जैसे ae 
Mage’ रस में कपाय तथा अनुरस में तिक्त होता हुआ भी 
उष्णवीर्यं होने से वात -का सशमन करता है । इसी तरह 
कषायानुरस कुलत्थ उप्णवीर्य होने से एवं कडुकरस चाळा 
प्याज स्निग्धचीर्य होने से वायु का शमन करता हे। इछ 
( गन्ने ) का रस मधुर होता हुआ भी शीतवीर्यं होने से दायु 
को चढाता है | कटुक रस वाळी पीपल we शीतवीर्यं होने से 
पित्त को झान्त करती है । अम्ल रस युक्त आंवला और लवण 
रस युक्त सैन्धव नमक शीतवीये होने से पित्त का शमन करते 
है। तिक्तरस युक्त मकोय उप्णवीर्य होने से पित्त को बढ़ाती 
। इसी प्रकार मत्स्य मधुर रसवती होने पर भी उप्णवीर्य 
होने से पित्त को बढ़ाती हे । मूळी कड रस वाळी होती हुई 
भी स्निग्धवीर्या होने से कफ को बढ़ाती है । अम्ल रस युक्त 
कपित्थ Sadie होने से श्लेष्मा को MT करताहे तद्वत्‌ 
मधुर रस युक्त मधु ( शहद ) भी रूचवीर्य होने से कफ को 
शान्त करता है । इस तरह वीर्य के विषय में यह निद््शन- 
मात्र कदा है ॥ ५ ti 
_ ५ भवन्ति चात्र 
ये रसा वातशमना भवन्ति यदि तेघु वे | 
रौक्ष्यलाघवशैत्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥ ६॥ 
ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु वे। । 
तेदण्यौष्णयल्लघुताञ्चैव न ते तत्कर्मकारिणः ॥ ७॥ 
'त्रे रसाः शलेष्मशमना Ga तेषु वे | 
स्नेहगौरवशीत्यानि न ते तत्कर्मकारिणः॥ ८॥ 
तस्माद्ये प्रधानमिति ॥ ६ ॥ 
इस विपय में अन्य भी कहा है यथा जो रस वात के 
संशामक है यदि उनमें Saat, ल्घुता और शीतता हो तो 
वे चात कां शमन नहीं करते हैं। इसी तरह जो रस पित्त के 
संशामक हैं उनमें यदि तीचणता, उप्णता और sar हो .तो 
वे रस पित्त को झान्त नहीं .करते है। जो रस कफशासक है 
यदि उनमें स्निग्धता, गुरुता और शेत्य हो तो वे कफ का 
शमन नहीं करते हैं। इस हेतु से वीर्य ही प्रधान हे॥ ६-९ ॥ 
fatwa. स्वाद्वम्ललवणतिक्तोपणकषायकाः । तत्राथा 
मारुत-ध्नन्ति त्रयस्तिक्तादय कफम्‌। कपायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये छु 
gag i ॥ ( अष्टाइडद्य ) । 
नेत्याहुरन्ये | विपाकः प्रधानमिति | कस्मात्‌ ! 
सम्यङ्मिथ्याविपाकत्वात्‌। इह्‌ सबेद्रव्यार्यभ्यवद्वतानि 
सम्यद्गमिथ्याविपकानि शुणं दोपं वा जनयन्ति ॥१०॥ 
अन्य आचार्य कहते हैं करि द्रव्य, रस और वीर्य इनमें से 


PPP LR LOLS le age 
=a = "नही 
APA PIPL LLL PLO PA POLL 


~ होता wich ~ » 
कोई ची मवात नही है। con कयन है कि विपाक दी | चौर कह विपाक खडु होता है। eae, तेत, वाढु कक 
cot Ss देतु से seas दन्यो का योग्य अथवा Sieh इन पञ्धमदान्ूता SPS तावल्यच युख्वा डो 


aa ee 


Sa sates sent - ST = os ee 
मिथ्या विराळ दने से, Sais AES रूप से अहगे tes 


रक पाङ om bn हती... पह... मदन्ति —— 
दत्राहृरन्ये-ग्रदिरं पाळ इति | केचित्त्रिविव- 2४2४० 
= a om सम्यक mn दरवेश ~ चेव्वस्व्रथित्रीगगा' HT a काठा” 
मिच्छन्वि-महुस्मन्ल ङं चेति। वत्त न सम्यक; | व्येषु पच्यमानेषु चेव्वन्दुप्रथित्री्ुणाः | 
मवगगणद्ागमाइान्येडन्लों = पिच > & नित्रतन्ते SISTA rr काचे 
गगणदायमाबान्वेडस्लों विपाको नात्वि। पिच हि| निवेवेत्तेअविक्तात्वत्त पाको मधुर च्च्यते ते॥ १४॥ 
> 2 «EC ~ ~ तेजोऽनिलाकाशशुगाः spins — येच 

छहिदर्वमन्लवासपत्यग्तेमेन्दत्ाान्‌ | Gs Wasa ¦ तेजोऽचिलाकाशशुगाः पच्यमानदु ag तु! 

र ~ ~ .. bn! sa £ ea > लवगवासु = Raat ~ ऽथिक्घास्यत्र पाक! Cor ड्च्यने H sy lh 
न्यः पाळा Mais, FAT द Sa AAT | चिवदन्तञवक्षतत्र पाकः कडक उच्चत ॥ { 


पेनीलि ॥ ११॥ 


“tl 
af 
a 
१1: 
A ¢ 
णि 
ज़ 
a) 
५) | 
£ 
Rl 
al 
wy 
Ri 
41 


नी... द... “तीळ. fri में Se नाचाचे £ oe TS 2, = युनो ही चहलवा ~ 2 = mere ~ 
विद्यक् के मेदो ST कड अन्य आचाय कहते इ | Sh ae के युना की चहुठवा होती इ उनमें FSC पाक होता 
होठा हैं fa सडरादि = हने x } 3 23 पक्यमान ठच्यों में तेव, वाच जर start के 
feces पाळ दादा द स्याच्‌ नडरादि रख ६ इन से दवे कौर चिन पच्यमान PA स ठव, वाचु दोर आकास के 
कक क्क a> होते है आचार्य e गो बदलता होती आ ~ ऋद्वियपाहु होवा 
उनके विपाक के नी 5 सेद होते दै । झड़ आाचाच नडुर, क्छ | Gat की ages होती है उनमें कट्ठविपाहऊ होता है 1५९४-10 
=. na as 
कौर ace ऐसे तीन मळार के विपाक मानते इ किन्छ यह सव प्रथकल्इशिनामेंद गिना गदसल्यह 
कर See एस वान मकार क as नाचत & ee प्रयकलदर्शिनानेंत्र गदिन जगदसह्प्रह: 


~ oe बाचन cd = 
गगा से आर ar ras ~ 


ae a ~ ~ yas = न £ furs का 
ऊति छी सन्दा होने से पिच विद्य होकर अन्छवा के: माठ इथच इय 24, रख, शुर चाय, उपाक का प्राधान्य 
fe 
नडा 


3 Sarat को मा6 होता है 1५ कौर विपाक इन चारों के सदाय य को प्रधानरूप से स्वीकार 
avg कज सी विदग्व होकर SAT को गाठ होठा दे 150 | हर जिपाक इन चारी के सनुदाच को अवानरूप से स्वीकार 
~ समधरत्गन्तो reer >> NN A करतं हूँ 1 १६ ॥ 
Wa तधघ्रत्गन्ताज्न्लत्वर सञ्पामादं ATS 
ae । दन्तं चोपद्िशान्वि-ण्या तावन Heer विजित्वित्िडीन्येग Shaq 
ate: | ered चोपादइशान्त-यया वावन्‌ क्ीरसुखानतं | वद्‌ द्रन्यमात्मना किद्भित्किद्चितरीच्येग Shaq | 
पच्यनानं Ay ates च्चात्तया = WMicdsasiza oR + Aas किचिद्रसाल्पाक्म+ 2 — ha हन्ति बा्‌ १ षु 
च्यनानं मधुरनेव त्याच्या शालियञ्युद्ाइयः पकीर्या: | किद्चि्रसङिपाकराभ्चां दोषं ea करोति et १७ ॥ 
SUPA meer fas परित्यक्ञन्दि = an छः 
SHRUTI a र्त्यक्ष वद्रादाद | qT छद 24 अपनी SPA या Serge सामर्थ्य 
काचदुदन्ति-अच्चद खतलचता चशमावान्दीति Wal = = Sita ठ. Se mek fore के 
IVs पडता इरादा चरामाचान्दाच | | चेल Se वीयं ॐ चाधव्य छ; SS रस सार T = सामरय्य 
एंवमनवत्यिनि" तत्मादसिद्धन्द ल्ल परः = ठे दोषा का नदर काते ड अथवा दोवः "प्रक्षेपण करते हैं 
रबमचञास्य।नऽ ठत्यादाचद्वान्व Ti Ul १५ ख Sl का नद करत है अथवा दोष-अक्षपण करते S 1५४ 
La a 2s 
omy STS gen S माजर ST दिपा मदर fet: ay >> >> Suit > =r 
a च न नाय Fag हू & St ty = t Hat Meie—Sieag Hue पर उव्या का जो रोगनाशन- 
Is pees Se ST ञ्च ex 4 या wise aii a) 3 —— 
कर PSAs विपाक re उर उनी Cag) | रूपी चा ine रूपी काचे होता डे वद च्य के रस, वीर्य, 
ऱ्या ST =< इता 2a oy न ध्ययन्च डद £4 = खान्य SS ata = 
रसा का वक्ष पाक झवा दे। इस विपच नें इन्त देते हैं कि | विपाक इनके ia खामर्व्य से दाता है । चरक चया च्मद 
जडे डा (पाल हळ Sta Sites से अन्व a= इसी सत को मानते HE जा RC ~ 
कन ( र ) मे पक्ता छुका दुरच जएन्न च अन्त वद्ध | नी इसी भत के मानते SE ese डुन्ते at GES चार 
et Fi Teal दे इसी SS, चत Si ait az Sits See चळ S क. sit ३. 
भटर ai रहता दे ईड Gee SAS, ST बार सूर SUS | सद्र छु tae प्रनवेन च feed n रुख्ीवंडिणइा दीन 
दान पर TENT Set वदन कार पकन Ge छन्त में भी | mee: के चरदि ! उच्यवे-यचद्‌ द्रव्ये cea? दठवसेद 
mee Peer Sao - 2 4 २७३ Fea 
कम्पन Mala (=e) का परित्याग adi करते इ Sat | e881 रन्िभृदेदाल्ठचद eee es दिल्‍्डयुपउंदोगे 
प्रकार रस नी पकने पर कपने न्वनाव को नहीं डों. SENG करच ae Read 
प्रछार रस aided WS न्वनाव St नहा Sea! | sea दि sich रत छिनकी क ब्द्मैददि 
ताचा ° ste 55 3५ >. वहीन = we १ क CS Dik ४९० SCE उाछ TSEC! 
By वाचाच ऋदत द द्वि दन सत्राच चा वच्दान हते दंव | a Si re न ne 
अज्यान के वश ने हो जाने है ae सई CS Simic Foes Fen tifa 
ae: इसलिये न ह याव इत WE सवमच See: | सामान्य रक टङ 1 fie. tubs somes च त्ता 
Raa Z इसच्चि चीन रस मानना Saar ६रख सानना Poe > 1 यी 
=f या मात ग नहीं डे ॥ है (वला | मनोऽन उच्यदे .. Seer Besos: प्रभावः Sister: 
te fiers न्उ चा Ureadrd नदा १॥ So Sor —S—=—: Sie a 
क Ie Mo ae a Sig; FSG Aras tint पारपेन रोगनिवृद्धिः | द्न्दान 
मायने पाको सदारः NN es ars 2. fect >. 
iis हू Taira एड पाक Tac: कडक 1 उदन्त रछ rl SESS वनी FUN द्रव्न्ले त 
वतोर्गवराल्यो शरः; SST waite | तत्र एथि- | FB (चरळ 5 
ठयामंधुराख्या शुर" SETS Haile | तत्र पुथि- | FTA Cate): 
x > ~ ~ गउसावर्न्याद © 
च्यत्रज्ादाळ्ाक्चराचा मंद s 


SR र 0 
~ ~ HM 

Gia रक्षा चास्ति डिना द्रव्याद द्रव्यं शेतस स्ववम्‌ No 

वतत्मादू द्विविध एत पाळ इति ॥ १३ ॥ pe be मर 

कायम (आयत ime ) के 2 tu ae दि ग पाक चट्टा, रस = दिना वार्य नहीं पव 

नायम ( आदद re ) ने मटर कोर कड पेले दो ही | आवार दच्य के विना रख की उत्पचि नहीं दोती इसलिये 

मकार के पाक कते ईैं। उनसे से महर दिपाळ गुद होता दै | दम्य को दी छविक श्रेष्ठ या मधान समझना चादिये ॥ १८॥ 


af 


अध्यायः ४१ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१५३ 


जन्म तु द्रव्यरसयोरन्योऽन्यापेत्तिकं स्मृतम्‌ । 
अन्योऽन्यापेत्तिकं जन्म यथा स्याद्‌ देहदेहिनोः 11१६) 
वीय्येसंज्ञा गुणा येऽष्टौ तेऽपि द्रव्याश्रयाः स्मृताः | 
रसेषु न भवन्त्येते निगुंगास्तु शुणाः स्मृताः ॥ २०॥ 
द्रव्ये द्रव्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न पडूसाः | 

` श्रेष्ठ द्र्यमतो ज्ञेयं, शेपा भावास्तदाश्रयाः ।। २१॥ 


द्रव्य और रस का जन्म एक दूसरे के आश्रित है जिस 
वरह देह ( शरीर ) और देही ( आत्मा ) का जन्म ( आवि- 
भाँव ) एक दूसरे के आधीन होता हे | इसी तरह वीर्यसञ्ञक 
आउों गुण भी द्रव्य के ही आश्रित होते है । रसों के अन्दर ये 
वीर्यसञ्षक गुण नहीं रह सकते हैं क्योकि गुण के लक्षण में यह 
बताया हे कि गुण गुण में नहीं रहते टॅ wate इस 
द्रस्य ( शरीर ) में औषधीय अथवा आहारोपयोगी द्रब्य ही 
पकते हें न कि परस अथवा वीर्यादि अत पव [द्रब्य को ही 
श्रेष्ठ या प्रधान मानना चाहिये तथा दोप अन्य भाव अर्थात्‌ 
रस, गुण, वीर्य, विपाकादि उस ट्रब्य के ही आश्रित हो कर 
रहते हैं ॥ ५९-२१ ॥ 
विमर्श -स्तुनो द्रन्येध्वेव झुगा मवन्ति, साहचर्याच्च रसग्रणा 
उच्यन्ते-युर्वादयो गुणा द्रत्ये पृथित्र्यादौ र्साश्रये। रतेषु व्यपदिश्यन्ते 
साइचर्योएचारत ॥ (चाग्भर Gow’) रसो की गुण संज्ञा हे (रसेषु 
min इति श्वः) चथा गुण स्वयं निर्गुण होते है-अथ 
afin Far fain निष्क्रिया युगा ॥ अत एव जो रसो के 
शीतादिगुण कहे हें वे द्वव्य के ही गुण हें-युणा युणाश्रया 
नोकतालस्माद्रसयुणाना मिषक्‌। विधाद्‌ द्रव्ययुणान्‌ कर्तुरमिम्रायः 
श्यग्विषः ॥ ( च० सू० अ० २६ )। 
अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि सभावतः | 
आगमेनोपयोब्यानि भेषजानि विचक्षणैः ॥ २२॥ 
प्रत्यक्षलनणफलाः प्रसिद्धाञ्च स्वभावतः! 
नोपधीहंतुर्मिविद्दान्‌ परीक्षेत कथञ्चन ॥ २३ ॥ 
सहस्रेणापि द्वेतूनां नाम्बष्टादिरवि रेचयेत्‌ | 
तस्मात्तिछेतु मतिमानागमे न तु ATT ॥ २४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रञ्यरसशुणवीर्यविपाक- 
विज्ञानीयो नाम चत्वारिशत्तमोऽघ्यायः | ४० ॥ 


— oN YN 


अपने स्वभाव से प्रसिद्ध ओपधियों (खदिर, तुवरक, रसा- 
जन, हरिद्रादि कुष्ठनाशक ) के विषय में कोई मीमांसा ( तर्क 
Faas, यह पेसी दै या नहीं आदि ) या चिन्तन नहीं करना 
चाहिये किन्तु विद्वान्‌ वेद्य उन्हें जेसा आयम (शास्त्र ) ने 
आत्ञा दे रखी है तदनुसार प्रयुक्त करे। जिन ओपधियों के 
wan और फळ प्रत्यक्ष हॉ तथा जो स्वभाव से ही प्रसिद्ध हों 
उन ओपधियों को विद्वान्‌ वेद्य किसी भी प्रकार तकंवितर्क से 
नहीं परखे । हजारों तक वितर्क रूपी हेतुओं से भी अस्वष्टा 
( पाठा ) आदि ओपधियों का विरेचनकदंत्व सिद्ध नहीं किया 
जा सकता है अत एवं मतिमान्‌ aa आगम (ae) में 
विश्वास करे ! हेतु या तर्क से उनका गुणधर्म या प्रयोग न करे॥ 

विमर्शा--ओपधियों के वेद्रकीय उपयोगो की मीमांसा 


Ro ge 


अथवा उपपत्ति उनके पद्चमहाभूतात्मक सङ्गठन, रस, गुण, 
चीर्य और विपाक के द्वारा ळी जाती है झिन्तु खदिर, तुवरक, 
विपमणि आदि द्रव्यो के उपयोग की उपपत्ति उनके रसादि 
द्वारा ज्ञात न होने पर उन्हें अचिन्त्य या अमीमांस्य मान 
लिया है किन्तु “चरक? और “वाग्भट? ने eit के इस अचिन्त्य 
शक्ति को ही प्रभाव मान लिया है। रसादिसाम्ये यत्कर्म विशिष्ट 
तत्ममावजन्‌ | ( Ho सं० Fo अ० १७) डाक्टरी में ओपधियों 
के उपयोगो की मीमांसा उपलब्ध वेज्ञानिक तरीकों से की जा 
सकती है उन्हे “मीमांस्य? (Rational ) तथा जिनकी मीमांसा 
न की जा सके उन्हे “अमीमाँस्य? (Emphercal ) कहते है। 
जैसे मलेरिया में ९७००९, 7, 3 के लिये स्वर्ण अमीमांस्य हैं। 
इत्यायुर्वेदतत्वसंदीपिकाभापायां दरव्यरसयुणवीर्यविपाक- 
विज्ञानीयो नाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४०॥ 


a UND YN 


एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः | 
अथातो द्रव्यविशेषविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ।। 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः।॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर _व्रव्यविशेषविज्ञानीयः नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जेसा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कहा था॥ १-३२ ॥ 

तत्र, एथिव्यमेजोबाय्याकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्या- 
भिनिरृत्तिः, उत्कपस्त्वभिव्यञ्जको भवति इद्‌ं-पा्थिव- 
मिद्माप्यमिदं तैजसमिदं वायव्यमिदमाकाशीयमिति॥ 

दब्योत्पत्ति-'एथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश इन 
पांचों तच्वाँ के मिलने से gear की उत्पत्ति होती है। इन 
पांचों के समुदाय में से जिस भूत के शुणों की उत्कृष्टता होती 
हे उसी से वह द्रव्य पहचाना जाता दे जैसे यह “पार्थिव? 
है, यह "जलीय? है यह 'तेजसः र्य है यद 'वायव्य! द्रव्य दे 
और यह 'आकाशीय? द्वव्य है॥ ३॥ 

विमर्शः--कार्यरूपी द्रव्य पञ्चमद्दासूतात्मक हें-इद हि 
द्रव्य पञ्चमद्दाभूतात्मक, तस्यायिष्ठान पृथिवी, योनिरुदक, खानिला- 
नलसमवायात्रिईत्तिविशेषी ॥ ( अ० सं० ) । प्रायः अत्येक दन्य में 
थोड़ी बहुत मात्रा में "पञ्चमहाशूत? रहते हैं और जिसमें 
जिस भूत के गुणों का आधिक्य हो उसका उसी भूत के नाम 
से व्यपदेश करते हँ--व्यपदेशस्तु भूयसा'। 

तत्र, स्थूलसारसान्द्र मन्दस्थिरखरशुरुकठिनगन्ध- 
बहुलमीषत्कपायं आयशो मधुरमिति पाथिवम्‌। तत्त्‌ 
स्यैय्यबलगौरवसङ्घातोपचयकरं विशेषतश्चाधोगतिस्व- 


भावमिति ॥ ४ ॥ 

पार्थिव द्रव्य-इनमें जो स्थूळ, सार ( इढता ) युक्त, 
are ( ठोस ), मन्द, स्थिर, शुर ( भारी ) तथा कठिन हो 
तथा गन्ध की जिसमें अधिकता हो एवं कुछ कपाय और 
प्रायः मधुर रस का आधिक्य हो उसे “पार्थिव? द्रव्य समझना 
चाहिये । वह शरीर की स्थिरता, बळ, TEAM, कठिनता और 
बृद्धि को करता है तथा विशेषकर उसे ऊचा फॅकने पर भी 
नीचे गिरने ( गति करने ) का स्वभाव वाला होता है॥४॥ 


२५४ 


RI 770 
विमर्शः--गुरूदाकर्पण नियमः से पार्थिव पदार्थ नीचे 
गिरते हैं। 
शीतस्तिमित्तिग्धमन्दशुरुसरसान्ट्रग्रुपिच्छिलं 
रसबहुलमीपत्कपायाम्ललवणं मधुररसप्रायमाप्यम्‌ | 
तत्‌ स्नेहुनह्वादनक्लेदनवन्धनविष्यन्दनकरमिति ॥५॥ 
जलीय द्वव्य--ठंढा, गीळा या ae, चिकना, सन्द, 
सारी, फेलने वाला, सान्द्र, सदु, पिच्छिल, अधिक रसदार, 
कुछु कपाय, weak छवण रसा से युक्त तथा अधिक 
मधुर रस वाळा 'जलीय? व्य होता है। जलीय द्रव्य शरीर 
में स्नेहन, तर्पण, गीला करना, चूर्णादि का पिण्डीकरण 
( वांघना ) और विखावण करता दै ॥ ५ ॥ 
उष्णतीच्णसूच्मरुनखरलघुविशढं रूपगुणवहुलसी- 
षद्म्ललवणं कटुकरसप्रायं विशेषतश्नोध्वेगतिस्वभाव- 
मिति तैजसम्‌ | तदहनपचनदारणतापनप्रकाशानम्रभा- 
वर्णेकरमिति ॥ ६ ॥ 
तेजस द्रव्य--गरम, तीचग, सूचम, रूक्ष, सरद्रा, रघु 
और विशद ( स्वच्छ ) होता है तथा रूपशुणाधिक्ययुक्त, कुछ 
अम्ल और ल्वणरसयुक्त किन्तु कटुक रस की अधिकता से 
युक्त तथा विशेषकर ऊपर को गति करने वाला तेजस? पदार्थ 
होता है। वह दहन, पचन, दारण, तापन, प्रकाशन, प्रभा 
और वर्ण को करता दै ॥ ६॥ 


सूच्मरू्खरशिशिरलघुविशदं स्पशेबहुलमीष 
तिक्तं विशेषतः कपायमिति वायवीयम्‌ | तद्वेशद्यलाघव- 
ग्लपनविरुक्षणविचारणकरमिति ॥ ७ ॥ 


वायवीय दरव्य-जो पदार्थ सूचम, खर, शिशिर, हलका, 
विशद, स्पर्श]ुण की अधिकता वाला, कुछ fire और विशेष- 
तया कपायरसयुक्त हो वह “वायवीय” द्रब्य है वह शारीर सें 
चेशय्य, लाघव, ग्लानि या अवृष्यत्व, रौच्य और मन में अनेक 
कल्पना करता हे ॥ ७ ॥ 


शल्णसुद्मसृदुव्यवायिविशदविविक्तमव्यक्तरसं 
शब्दबहुल्माकाशीयम्‌ | तन्मादेवशोपिय्येलाघवकरसित्ति 
आकाशीय दरव्य--जो पदार्थ चिकना, ge, सदु, 
व्यचायी, fag, विविक्त ( अवयच रहित), अव्यक्तरस, 
सन्द गुण की अधिकता से युक्त हो वह आकागीय? डच्च हे । 
यह द्रव्य देह में मार्दव, छिद्वता और ege करता ह॥ ८॥ 
अनेन निदशेनेन नानौपधीभूत॑ जगति किख्िद्‌ 
द्रव्यमस्तीति कृत्वा तं तं युक्तिविशेषमर्थ चाभिसमीच्य 
सबीय्यंशुणयुक्तानि ai कार्मुकाणि भवन्ति | 
~ यदा fe € तदधिकरणं 
तानि यदा gated स कालः, यत्कु्न्ति रधिकरणं, 
यथा gated स उपायः, यन्निष्पादयन्ति तत्‌ फलमिति |! 
इस प्रमाण से संसार सें कोई भी दव्य ओपचि से 
नहीं है ऐसा मानकर भिन्न भिन्न युक्तिविभेष और न 
( प्रयोजनों ) का ठीक।तरह से विचार कर अयुक्त क्रिये हुये 


अपने वीर्य और गुणों से युक्त उब्य रोगनाशनरूपी का: 
हे मे समय पह द्र नाशन कार्यः 
करने में समर्थं होते हैं। वें द्रच्य 


सुतसंहिता | 


बटा TLCS PNAS NNN NTN 
RN NNN ALLL LLL APS 


"काळ! कहते हैं, जो कुळ करते हैं वह ‘eae, जिसकी शक्ति 
या प्रभाव से करते हैं उसे “वीर्य! कहते हैं, जहां करते हैं उसे 
“अधिकरण? ( कार्यकरण स्थान ) कहते है, जिस प्रकार करते हँ 
ag “उपाय! हे और परिणामरूप से जो कुछ वन जाता है या 
हो जाता है उसे ‘me कहते हैं ॥ ९ ॥ 

विमर्द --अमन्त्रमक्षर नास्ति नास्ति मूलमनोषधम्‌ | अमोग्यः 
पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र ESA ॥ 

तत्र, विरेचनद्रव्याणि प्रथिव्यम्दुशुण भूयिष्ठानि, 
एयिव्यायो गुव्येस्ता शुरुत्वादधो गच्छन्ति, तस्माहि- 
रेचनमधोगुणभूयिष्ठमहुमानात्‌ | वमनद्रव्याण्यसिवा- 
युगुणभूचिष्टानि, 'अभिवायू हि लघू; लघुत्वाच्च तान्यू- 
ध्वेमुत्तिप्ठन्त, तस्माइमनमप्यूध्येशुणभूयि४म्‌ । उभ- 
यगुणभूचिष्ठमुमथतोभागम्‌ | आकाशगुणमूयिष्ठ संश- 
सनम्‌ | साझ्य़ाहिकमनिलरुणभूयि्ठत, अनिलस्य 
शोषणात्मकत्वात्‌ | दीपनमभिगुणभूयिष्ठ ( तत्समा- 
नत्वात्‌ ) | लेखनमनिलानलगुणभूयिष्म्‌ | seat परथि- 
व्यम्बुगुणभूचिष्ठम्‌ | एवमौपघकर्मार्यनुमानात्साघयेत॥ 

उनमें से जो विरेचक द्रव्य हैं उनमें एथिची और जल के 
गुणां की अधिकता रहती है क्योंकि एथिवी और जळ दोनों 
भारी होते हैं जिससे उनका किसी भी वस्तु को अपने साथ 
नीचे लेजाने का स्वभाव होता है इसलिये अनुमान से यह 
कहा जाता है कि विरेचक द्रब्य प्रायः 'अघोगामी गुणभूयिष्ठ? _ 
होते हैं। वामक दव्य अधि और वायु के अधिक गुणों 
से युक्त होते हैं als और वायु दोनों हलके है एवं eg होने 
से वे दोनों ऊपर को उठते हैं इसलिये aaager भी 'ऊर्ध्वंगा- 
मीगुणभूयिष्ठ' होते हैं। जिन पदार्था में उक्त दोनों प्रकार के 
गुण होते हैं वे ऊध्वं और अधः दोनों भागों में गति करते हैं 
अर्थात्‌ उनसे वमन और विरेचन दोनों कार्य होते हैं। 'ञाका- 
शगुणभूविष्ठदव्य* संशमन करता हे, 'अनिल्युणभूयिष्टटव्य 
संग्राही ( दस्त वांघने चाळा ) होता है क्योंकि वायु शोषणका 
कार्य करता हे | 'अभिगुणभूयिष्ठ उच्य? दीपन कार्य करते हैं 
क्योंकि ये आझेयद्रच्य जठराग्नि के समान होते हैं। अनिल 
( वायु ) और अनछ ( अग्नि ) गुणों की अधिकता वाळे द्रव्य 
लेखन कार्य करते हैं। घुथिवी जोर जळ के अधिक ग्रुणवाले 
द्रव्य den कार्य करते हैं इख प्रकार से ओषधियों के कार्य 
अनुमान द्वारा सिद्ध होते हैं ॥ १०॥ 

विमशः-संशमनळक्तगम्‌-त shaft यहोपान्‌ समान्‌ 
नोदीरयत्यपि । समीकरोति विषमान्‌ तत्‌ सशमनमुच्यते ॥ 
( शाईघर )। सङ््राहिङक्षणम्‌--आग्नेययुणमूयिष्ठाततोयाञ्ञ परि- 
शोष्य यत्‌ । सङ्गृहाति मळ यत्तु आही शुण्ठथादयो यथा॥ 
( भावप्र० ) | दीपनळत्तणस्‌-पचेत्राम वहिक _टीपन तयथा 
मिशि- (anger) । लेखनलच्तणम्‌-गातून्‌ मलान्वा देहस्य 
विशोष्योल्लेखयेत्र यत्‌ | लेखन तथथा क्षौद्र नीनसुष्णं वचा यवा. ॥ 
(anger ) । दुंहणळ्तणम्‌=-द्वृदक्तं यच्छरीरस्य जनयेत्तच्च 
इहणन्‌ 1 ( चरक ) 1 ० 

भवन्ति 'चात्र-- 


व्य जब कार्य करते हैं उसे | भूतेजोवारिजेदरव्येः शामं' याति संमीरिणः | 


 शध्यायः ४२ ] 


भूम्यम्बुवायुजेः पित्तं ज्िप्रमाप्नोति निवृतिम्‌ ॥११॥ 
खतेजोऽनिलजेः श्लेष्मा शममेति शरीरिणाम्‌ | 
वियत्पवनजाताभ्यां बृद्धिमाप्नोति सारुतः॥ १२॥ 
आग्नेयमेत्र यद्‌ द्रव्यं तेन पित्तमुदीय्यते | 
वसुधाजलजाताभ्यां बलासः TRAST ॥ १३॥ 
एवमेतदूगुणाधिक्यं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम्‌ | 
द्विशो चा बहुशो वाऽपि तात्या दोपेपु चाचरेत ॥१४॥ 
एविवी, अग्नि और जलीय डब्या से वायु शान्त होती है । 
एथियी, नळ भोर यायु इन तत्यप्रधान get से पित्त शीघ्र 
ही दान्त होता है । जाऊाश, तेज और चायु एन तच्वजन्य 
दच्यों से मनुष्यों का फफ श्रान्त होता हैं। आकाश भीर 
agin भूपिए द्वव्यों से aah को प्राप्त होता है। 
केवल अग्नियुणप्रधान द्रव्य से पित्त प्रकुपित होता है । पार्थिव 
आर कफ गुण चाळे gat से कफ बढ़ता है। एस प्रकार 
प्रत्येक द्रच्य में fra भिस्त तथ्यों के गुण की अधिकता रहती 
है उसे अलीमांति समझकर एक दोप, fea और अनेक 
दोषों की चिकिसा में प्रयुक्त करना 'चाटिये ॥ ११-१४ ॥ 
तत्र, य इमे गुणा ब्रीय्येसं्रकाः शीतोष्णस्निग्धरू 
क्षमृदुतीच्गपिच्छिलविशदास्तेपां तीच्णोष्णावाग्नेयी, | 
शीतपिच्छिलात्रम्चुगुणभूयिष्ठी, प्रथिव्यम्चुगुणभूयिष्टः 
We, तोयाकाशारुणभूयिष्टं wer, वायुरुणभूयिषं 
रौचषयम्‌ , क्ितिसमीरणशुणभूचिष्ट वैश्यम्‌ , गुरुलघुवि- 
पाकावुक्तगुणी; तत्र, उप्णस्तिग्धी वातघ्नी, शीतमृदु- 
पिच्छिलाः पित्तध्ना:, तीदणरूनविशदाः शलेप्मष्नाः; 
शुरुपाको वातपित्तन्नः, लघुपाकः श्लेप्मन्न:, तेपां सदुः 
शीतोण्णाः स्पर्शग्राह्मा, पिच्छिलविशदौ चक्षुः स्पशा- 
भ्यां, स्निग्धरुची चक्षुपा, तीच्गो मुखे दुःखोत्पाद- 
नात्‌} गुरुपाकः स एविणमूत्रतया कफोत्क्लेशेन च; 
लघुबरद्धविएमूत्रतया मारुतक!पेन च । तत्र तुल्यगुणेपु 
भूतेपु रसविशेपसुपलत्नयेत्‌ । तद्यया-मधुरो शुरुश्च 
पार्थिवः, मधुरः स्निग्घञ्चाप्य इति ॥ १५॥ 
द्रव्य में जो शीत, उप्ण, स्निग्ध, =e, मदु, तीचण, 
पिच्छिळ और विद्वद ये ae वीर्यसंुक गुण हैं, उनमें तीचण 
और उप्ण गुण आग्नेय हैं, शीत भर पिच्छिल ये जल्युण- 
भूथिष्ठ हैं, स्नेहगुण प्रथिवी और जळ की अधिकता से, ag 
गुण जळ और आकाश की अधिकता से, esa चायु की 
अधिकता से तया विशद गुण viet और पवन तत्व फी 
अधिकता से होता है । गुरु ओर लघु अर्थात्‌ मधुर तथा ae: 
विपाक के गुण प्रथम कह दिये हैं। इनमें उप्ण और for 
गुण वातनाशक हैं । शीत, ae और पिच्छिल गुण पित्तशामक 
होते हैं । तीचग, रूच और विदाद गुण रलेप्मनाशक होते है। 
गुरुविपाक चात और पित्त को नष्ट करता हे तथा लघुविपाकः 
कफ को नष्ट करता है। इनमें से खुदु, शीत और sor गुण 
स्पर्शनेन्द्रिय ( त्वग्‌ ) दवारा ग्राह्म ' होते हे। पिच्छिल और 
विशद गुण नेत्र तथा स्पर्श से, स्निग्ध और SE गुण नेत्र द्वारा 


तथा त्तीकागुण सुख में दुःख के उत्पादन से जाना जाता दे। 


सूत्रस्थानम्‌ | 


pA ce Re ७१० Me NANA Sos Se < 


yy 


OI Nee ee SNS A AN RRA A, 


गुरपाक मर भौर मूत्र के त्याग से तथा कफ के द्वारा उत्व्लेदा 
होने से जाना याता हे इसी प्रकार wars विष्टा और 
मूत्र फे वियन्ध से तथा वायु के कुपित होने से जाना जाता 

है। जिन भूता ( एथिव्यादिक ) में गुर्णा की समानता हो 

वहां विशिष्ट रस द्वारा प्रयोगादि की कएपना करनी चाहिये ' 
जसे पार्थिव द्रव्य मधुर और शुरुविपाङ़ी होते हैं तथा जळीय- 

दन्य मधुर एवं सिग्ध HAE ॥ १५॥ 


भवति चात्र-- 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु शारीरेष्वपि ते तथा | 
स्थानवृद्धिक्षयास्तस्माद देहिनां द्रव्यद्वेतुकाः ॥ १६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रव्यविशेपविन्ञानीयो 
नामेकचत्वारिरात्तमोऽष्याय. ॥ ४१॥ 


eee IAN ४४४ 


इस विपय में कहा भी है फि-्दव्यो में जो ये चीस गुण 
कहे हैं वे गुण मनुष्यों के शरीरा में भी उसी तरह विद्यमान 
रहते है इसलिये प्रागियों के शरीर में दोप, धातु भोर मलो 
की स्थिति, चडि तथा ga ara goat के कारण ही होते हैं ॥ 
इत्यायुर्वेद्तस्यसन्दी पिकाभाषायां सूत्रस्थाने दृब्यविशेषधि- 
ज्ञानीयो नामेकचत्वारिंदात्तमोऽध्यायः ॥ ४१ tt 


ह्विचत्वारिशात्तमोऽध्यायः | 
अथातो रसविशेपविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः UR 
यथोवाच भगवान्‌ धन्चन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसे अनन्तर 'रसविशेषविज्ञानीय” नामक अध्याय 


का व्यास्यान करते है जसा रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत 
के fet कहा था ॥ १-२॥ 


आकाशपवनदहनतोयभूमिपु चथासह्न-थमेकोत्तर- 
परिवृद्धाः शब्द्रपशरूपरसगन्धाः, तस्मादाप्यो Ta: ! 
परस्परसंसर्गात्‌ RTT GAS परस्परानुप्रवेशाश्व सर्वेपु 
संवेपां सान्निध्यमरित | उत्कर्पांपकर्पात्तु अ्रहणम्‌ ॥ ३ ॥ 

आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि इनमें क्रमशः 
उत्तरोत्तर एक एक गुण at gfe होने से शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध ये गुण होते हैं। अर्थात्‌ आकाश में शब्द युण, 
वायु में शब्द और स्पर्शगुण, अग्नि में शब्द, स्पर और रूप- 
गुण, जळ में शब्द, स्पश, रूप और रसगुण एवं एयिवी में 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांचो शुण होते है। इस 
तरह रस जल से उत्पन्न होता है । इन भूर्ता के परस्पर संसर्ग, ' 
परस्पर अनुग्रह तथा परस्पर अनुप्रवेश ( एक का दूसरे में 
प्रवेश ) होने से सर्व भूर्ता मे सर्वभूतो का अथवा शुर्णो का 
सान्निध्य रहता दै परन्तु जिसका gerd ( बाहुल्य ) होता 
है उसी के नाम से उसका ग्रहण होता है एवं जिसका _ 
अपकर्ष ( अदपस्व ) रहता है उसका उस नाम से ग्रहण नहीं 

हे॥३॥ 
ky ra प्रत्येक भूत का उत्कर्पदष्टि से एक एक 
खुण्य या नैसर्गिक गुण होता हे-मदाभूतानि ख Tacha 


१५६ 


क्षितिस्तवा | शब्द स्पर्शश्व ral रसो गम्धश्व तद्युणा ॥ प्रत्येक 
भूत में अपकर्ष दृष्टि से अन्य भूता के शुण भी रहते हैं अतएव 
लिखा है कि 'पक्रोत्तरपरिवृद्धा' चरक ने भी यही साना है। 
तेपामेकगुण पूर्वो gua परे परे। पूर्वे पूर्वयुणश्वैव क्रमशो 
यणिपु waa ॥ 

स खल्वाप्यो रसः शेपभूतसंसर्गाद्विदग्धः पोढा 
विभज्यते | तद्रथा--मधुरो5म्लो लवणः कहुकरितिक्तः 
कषाय इति! ते च भूयः परस्परसंसगात्त्रिषष्टिधा 
भिद्यन्ते | तत्र भूम्यम्बुशुणबाहुल्यान्मघुरः) भूम्यग्नि- 
शुणबाहुल्यादम्लः, तोयाम्निशुणबाहुल्याज्ञवणः, वाय्व- 
ग्निशुणवाहुल्यात्कटुकः, वाय्याकाशगुणबाहुल्यात्तिक्तः, 
एथिव्यनिलगुणबाहुल्यात्कपाय इति | 


तत्र, मधुराम्ललवणा वातन्नाः, मधुरतिक्तकषायाः 
पित्तच्नाः, कटुतिक्तकषाया! शलेष्मघ्नाः॥ ४ ॥ 


यह जलीय रस अन्य भूता के संसर्ग से परिपछ होकर 
६ प्रकार का हो जाता है। जैसे मधुर, अग्ळ, लवण, कहु, 
तिक और कपाय। ये रस पुनः परस्पर मिलकर ६३ तिरसठ 
प्रकार के हो जाते हैं। veal में afd और जळ के गुणों क 
वहुळता से मधुर रस, प्रिवी, और अग्नि गुण की वहुळता 
से अम्छरस, जळ भौर अग्नि के गुण ager से छवण रसी, 
ang और अग्निशुण वाहुल्य से कट्टरस, वायु और आकाशऱुण 
वाहुल्य से तिक्तरस एच एथिवी तथा पवन के गुण बाहुल्य से 
कपाय रस होता हे । इनमें मधुर, awe और लवण रस 
यात को नष्ट करते हे। मधुर, तिक और कपाय रस पित्त 


को नष्ट करते है एवं कटु, तिक्त तथा कपाय रस कफ को 
नष्ट करते ह ॥ ४॥ 


विमर्श +--प%सशुणा --स्वाइम्ललूपणा वायु कपायस्वादुतिक्त- 
का । जयन्ति पिष्त श्लेष्माण कपायकद्धतिक्तका ॥ 


_ तत्र, वायु (यो) रात्मेवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा 
साम्य इति | 
त एते रसाः स्वयोनिवद्धना ,भन्ययोनिप्रशमनाश्र । 
इन में वायु वायु से ही उत्पन्न होता हे । पित्त अग्नि से 
और श्लेष्मा (कफ ) सोम अर्थात्‌ जल से उपपन्न होता हे । 
ये agate पढूस स्त्र ( अपने ) योनि ( उत्पत्ति ) करने वाळे 
दोप के aan होते हैं तथा अन्ययोनि जो दोप होते हैं उनके 
शामक छोते ई ॥ ५॥ 
विमर्श '-स्वयोनि--कपायरस की योनि वायु, 
की योनि पित्त, मधुर रस की योनि शलेप्मा है। SR 


केचिदाहुरमीपोमीयत्वाजगतो रसा द्विविघाः-सौ- 
भ्या आग्नेयाञ्च। तत्र मधुरतिककपायाः सौम्याः | 
फट्यम्ललवणा आग्नेयाः | तत्र सधुराम्ललवणाः स्रि 
गधा a, कडुतिक्तकपाया रूक्षा लघवऱ्य; सौम्याः 
शीता आग्नेयाश्रोष्णाः ॥ ६॥ 


कुछ आचार्य कहते हैं कि जगच अग्निरूप और 
(adie ) रुप होने से रस भी सोग्य और बाल 


सुश्न॑तसंहिता | 


ही प्रकार के होते हैं। इनमें मधुर, तिक्त और कषाय सौम्य 
तथा कटु, अम्ल और लवण आग्नेय होते हैं। उनमें मधुर, 
अम्ल और लवण रस faa तथा भारी होते हें तथा कट्‌, 
तिक्त और कषाय रस Sa और लघु होते हैं। सौम्यरस शीत 
और आग्नेय रस उष्ण होते हैं ॥ ६॥ 


तत्र, शैत्यरौच्यलाघवबैराद्वैष्टम्भ्यशुणलत्तणो- 
वायुः | तस्य समानयोनिः कषायो रसः | सोऽस्य 
शेत्याच्छेत्यं TEA, VATA, लाघवाल्लाघकं वेशाः 
Manel, बेष्टम्भ्याद्वेष्टस््यमिति ॥ ७॥ 
उनमें शीत, रू, लघु, विशद और विष्टम्भ गुणों से युक्त 
लक्षण वाला वायु होता हे तथा उसके समान योनि ( उत्पत्ति- 
स्थान ) वाळा कपाय रस है एवं यह कषाय रस शीतळ होने 
से ag की शीतता को बढ़ाता है तथा अपनी Seat से वायु 
की रूचता को बढ़ाता है, स्वळाघव से वायु के छाघव को 
चढाता है, स्ववैशय से वायु की विज्ञदता को बढ़ाता है और 
अपने dena गुण से वायु की विष्टम्भता ( विवन्धत्व ) को 
बढ़ाता है ॥ ७॥ 
औष्ण्यतैद्र्यरौद््यलाघवबवैशाद्यगुणल'क्षणं पित्तम्‌ | 
तस्य समानयोनिः कटुको रसः। सोड्स्योष्ण्यादोष्ण्यं 
वरद्धयति, तेदण्यात्तेदण्यं, Dea, लाघवाज्ञाघवं, 
बैशद्याद्वैशद्यमिति ॥ ८॥ 
उप्णता, तीचणता, रूचता, छघुता और विशद॒ता इन 
गुणों से युक्त लक्षणा बाळा पित्त हे तथा इस पित्त के समान 
योनि चाळा कट्टुरस है । यह रस अपनी उष्णता से पित्त की 
उष्णता को बढ़ाता है, स्वतीचणता से पित्त की तीचणता, 
स्वरूच्षता से पित्त की saa, स्वल्घुता से पित्त की छघुता 
और स्ववैशद्य से पित्त की विशद्ता को बढ़ाता है ॥ 4 ॥ 
माधुय्येस्नेहगौरवशेत्यपेच्छिल्यगुणलक्षणः LAST । 
तस्य समानयोनिमेघुरो रसः। सोऽस्य साधुय्योन्सा- 
घुय्ये वद्धि, स्नेहात्‌ स्नेह, Nene, शैत्याच्छेत्य॑, 
पेच्छिल्यात्पेच्छिल्यमिति ॥ ६॥ 
माधुर्य, स्नेह, गौरव, शेत्य और पेच्छिल्य इन युणों के 
लक्षणा से युक्त कफ होता हे तथा उसके समान योनि वाळा 
मधुर रस है। वह मधुर रस अपनी मधुरता से कफ के माधुर्य 
को बढ़ाता है तथा स्वस्नेह गुण से कफ की स्निग्धता को 
बढ़ाता है, स्वगौरवगुण से कफ की गुरुता को बढ़ाता है, 
TAT गुण से कफ की शीतता को तथा स्वपेच्छिल्य गुण से 
कफ की पिच्छिलता को बढ़ाता है ॥ ५॥ 
तस्य पुनरन्ययोनिः कटुको रसः। स श्लेष्मणः 
प्रत्यनीकत्वात्‌ कडुकत्वान्माधुर्य्येमभिभवति, रोच्यात्‌ 
स्नेह; लाघवाहौरबमोष्ण्याच्छेत्यं, वैशयात्पैच्छिल्य- 
मिति | तदेतनिद्शनमात्रमुक्तम्‌ ॥ १०॥ 
उस कफ का दूसरा अन्य योनि कटुक रस है तंथा यह 
कड रस कफ के विरूद्ध गुण वाळा होने से तथा कडक होने सें 
कफ की मधुरता को नष्ट करता है तथा यह कडरस ST होने 
से फफ की aa को नष्ट करता है एवं eg होने से कफ 


श्रेध्यायः ४२ ] 


सूत्रस्थानम | 


१५७ 


की गुरुता को नष्ट करता है, उप्ण होने से कफ की शीतता को 
तथा विशद होने से कफ की Rasa को नष्ट करता है। 
यह केवल दिग्दर्शन ( उदाहरण ) मात्र है ॥ १० ॥ 

विमशः--समानयोनि द्रव्य से दोप और धातुओं की घृद्धि 
तथा विपरीतयोनि द्रव्य से नाश होता है। यह सामान्य 
नियम है। वृद्धि ममानै- सेप विपरीत पर्यय, । चरके$पि-- 
रसदोपसन्निपाते ठु ये रसा date: समानयुणाः समानयुणमूयिएा- 
वा भवन्ति ते तानमिवर्धयन्ति, विपरीतयुणा निपरीतयुणभूयिष्ठा वा 
शमयन्ति अभ्यस्यमाना'। एतद्धि न्यवस्थाहेतो. पद्त्वमुपदिइयते 
रसाना त्रित्वत्न दोषाणाम्‌ । (चरक) । 

रसलक्षणमत HT वच््यामः--तन्र, यः परितोप- 

सुत्पादयति प्रह्मादयति तर्पयति जीवयति सुखोपलेपं 
जनयति Seal चाभिवर्द्वयति स मधुरः । यो दन्तः 
हपसुत्पादयति मुखास्राव॑ जनयति श्रद्धा्चोरपादयति 
सोऽम्लः। यो भक्तरुचिमुत्पाद्यति कफप्रसेकं जनयति 
aed चापादयति स लवणः । यो far बाधते 
उद्वेगं जनयति शिरो गृहीते नासिकाञ्च ख्रावर्यात स 
कहुकः । यो गले चोपमुत्पादयति सुखवैशद्यं जनयतत 
भक्तरुचिं चापादयति हषं स तिक्तः | यो चचत्रं 
परिशोषयति जिदां स्तम्भयति कण्ठं बघ्नाति हृदयं 
कति पीडयति च स कषाय ॥ ११॥ 


अव इसके अनन्तर रसा का SIT कहते है। Tat में जो 
शरीर या सन की afe करता है, आहा देता दै, तृप्ति करता 
हे, प्राणों का धारण करता है, सुख मे चिपचिपापन Ger करता 
है तथा कफ को चदाता है वह मधुररस है एवं जो at को 
हर्षित करता दै, मुख में लाला का खाव करता हे तथा 
` भोज्यादि पदार्थ अधिक सेवन करने की इच्छा को उत्पन्न 
करता है वह अम्लरस हे । इसी प्रकार जो भोजन में रुचि 
करता है, कफ को खवित करता है एवं शारीर में aga 
उत्पन्न करता हे वह लूवण रस है। जो जीभ के अग्रप्रदेश में 
बाधा या क्षनझनाहट उत्पन्न करता है, उद्देग उत्पन्न करता 
हे, शिर को भारीपन से जकड देता है और नासा में सिंघाणक 
(नासा मळ) या पानी का खाव कराता है वह कटुक रस है। 
जो गले में चोष ( चूपणसमान वेदना ) पेदा करता है, सुख 
में विशद्ता पेदा करता है, खाने की रुचि और हर्ष उत्पन्न 
करता है वह तिक्त रस है एवं जो सुख ( छाला रस) को 
सुखाता है, जिह्वा को स्तम्भित कर देता दै, कण्ठ का संकोच 
करता है तथा हृदय को खींचता हे तथा पीडित करता है वह 
कषाय रस है ॥ 


रसगुणानत ऊध्वं वच्यामः--तत्र, मधुरो रसो 
रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमञ्जीजःशुक्रस्तन्यतर्घनश्चङ्लुष्यः 
केश्यो वण्या बलकृत्सन्धानः शोणितरसप्रसादनो बाल- 
बृद्ध्ततक्तीणहितः पटपदपिपीलिकानामिष्टतमस्तृष्णामू- 
च्छादाहम्रशमनः पडिन्द्रियत्रसादूनः कुमिकफकरखे- 
ति । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानः कास- 
खासालसकत्रमथुवद्नमाधुयस्वरोपघातक्मिगलगण्डा- 


नापादयति, तथाऽ्युदःष्ीपदवस्तिगुदोपलेपाभिष्यन्द- 
प्रभुतीन्‌ जनयति ॥ १२॥ 

इसके अनन्तर भव रसा के गुणों का वर्णन करते हैं। 
उनमें मधुर रस रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज़ा, ओज, 
वीर्यं और दुग्ध इनका वर्धक है, नेत्रा के लिये हितकर हे, 
केशों को लाभ पहुँचाता है, शरीर के रद्द को बढ़ाता है, 
वलकारक, भझ हुए अस्थ्यादि भागों का सन्धान करता है, 
रक्त और रस को प्रसन्न करता है, चालक, बूढ़े, तत और क्षीण 
हुये मनुष्या के लिये हित करता है, अमर तथा चींटियों के 
लिये अत्यन्त प्रिय है एवं aor, मृच्छा और दाह फो शान्त 
करता है, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन इन छ इन्द्रियों को सन्तु 
करता है, ओर अविक सेवन करने से कृमि और कफ को 
बढ़ाता हे । यह मधुर रस उक्त प्रकार से अच्छे शुण चाळा 
होने पर भी भकेला इसे ही अधिक सेवन किया जाय तो वह 
कास, श्वास, अलसक (अजीर्ण भेट), चमन, सुख की भधुरता, 
स्वर का नाश, कृमि रोग और गलगण्ड को Gat करता है एवं 
wae, रळीपद्‌, वस्ति और युदा में छेप साया चिकनापन 
अथवा भारीपन और अभिप्यन्द ( आंख का दूखना ) afer 
रोगों को उत्पन्न करता है ॥ १२॥ 

अम्लो जरण' पाचनो दीपनः पवननिम्रहो$नुलो- 
मनः कोष्ठविदाही बहिश्शीतः क्लेदनः प्रायशो SAMA | 
स एत्रंगुणोऽप्येक एवात्यर्थसुपसेव्यमानो दन्तद्दर्षनयन- 
सम्मीलनरोमसंवेजनकफविलयनशरीररौथिल्यान्यापा - 
दयति; तथा न्ताभिहतदग्धदष्टभ्नशून रुगणप्रच्युताव- 
मूत्रितविसपितच्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्टादीनि पाचयत्या- 
ग्नेयस्वभावात्‌ परिदहति) कण्ठमुरो हृदय्चेति ॥ १:॥ 

अम्लरस भोजन का पाचन करने वाळा, पाचन, दीपन, 
वायु का निग्रहकारक, दोषों का अनुलोमक या कार्मिनेरिव 
(Carminative ), कोष में दाहकारफ, वाहर से शीत, शरीर 
का छेदक और प्रायः हृदय के लिये हितकर होता है। चह 
ऐसा उत्तम गुणों वाळा होता हुआ भी यदि अकेला ही अधिक 
मात्रा में सेवित किया जाय तो दन्तहर्प, नेत्रसंकोच, शारीर में 
रोमाञ्चकारी, कफ का विळायक और शारीर की शिथिलता को 
उत्पन्न करता हे तथा चत, अभिहत, दग्ध, सर्पादिदृष्ट, 
अस्थ्यादिभझ, शोथयुक्त, रुग्ण, प्रच्युत ९ स्वस्थानञ्रष्ट ), 
लूतादि से अवमूत्रित, स्पर्शविपादि जन्तुओं के स्पर्श से दूषित, 
छिन्न, भिन्न, विद्ध और उत्पिष्ट ( चूर्णित ) आदि स्थानों को 
पकाता है तथा आग्नेय स्वभाव का होने से कण्ठ, छाती और 
हृदय में दाह उत्पन्न करता हे ॥ १३॥ 

लवणः संशोधनः पाचनो विश्लेषण: क्लेदनः शेथि- 
ल्यङकदष्णः सर्वेरसम्रत्यनीको मा्गेविशोधनः स्वेशरीरा- 
चयवमा्दवकरश्चेति । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमा- 
सेव्यमानो गात्रकण्डू्कोठशोफवैबणयपुंस्वोपधातेन्दरि- 
योपतापस्ुखाक्षिपाकरक्तपि्तवातशोणिताम्लिका प्रश्चुती - 
नापादयति॥ १४॥ 

छवणरस Hat का संशोधक, आमादि फॉ पाचक, संधियों 


१५८ स्रुतसंदिता | 
TTT 


का विग्लेपक, शरीर का छेदक, शिथिळताजनक, उप्ण, 
सर्व रसों का विरोधी, मलमूत्रादि सागो का विशोघक दे तथा 
सम्पूर्ण शरीर के अवयवो में खढुता करने वाळा दै। वह ऐसा 
गुणों वाला होने पर भी उसे अकेला ही अधिक मात्रा में 
सेवित क्रिया जाय तो शारीर में खुजली, कोठ, शोफ, friar, 
dea ( मर्दानगी ) का विनादा, इन्छियों के स्वकर्म का नाश, 
सुख भर नेत्र में पाक, रक्तपित्त, वातरक्त, अम्लिका ( हृटय- 
प्रदाह Heart burn ) आदि रोगों को उत्पन्न करता ह ॥ ve 
कटुको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः स्थोल्याल- 
स्यक्रफक्ृमिविषक्रुएकण्ट्पशमनः सन्धिवन्धविच्छेद 
नोऽबसादनः स्तन्यशुक्रमेदसाम्गुपहन्ता चेति | स एवं 
UNSAFE एवात्वर्थमुपसेव्यमानो भ्रममदगलताल्वो- 
एशोपदाहसन्तापवलविघातकम्पतोदभेदकूत्‌ करचरण- 
CSET च वातशलानापादयति ॥ १५॥ 
कटुकरस दीपन, पाचन, रोचन, ठोपसशोधन करता है 
तथा स्थूळता, आळस्य, कफ, कृमि, विप, कष्ट, कण्डू इन्हें 
शान्त करना हैं पुवं सन्धियों के वन्बनां को ढीला करता ह, 
अनुत्साहकारक या हृदयादि का अवसाद करने वाला, दुग्ध, 
चीय और मेदोधातु का नाहक हे । इस प्रकार ga वाले 
अकेले उस कडुक रस को अधिक सेवित किया जाय तो वह 
अम, मद, गळ, TS और ओष्ट में शोथ, दाह तथा सन्ताप 
करता हे एवं देह के वळ का नादा, शरीर में कम्पन, सुई 
चुभोने की सी पीडा पुवं तोडने की सी पीडा को करता है 
तथा हाय, पैर, पाड और पीठ आदि स्थानों में वातिक शूर 
उत्पन्न करता ह ॥ १५॥ 
तिक्तरछेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कण्डूकोठ- 
तृष्णामूच्छव्वरप्रशमनः स्तन्यशोधनो विण्मूत्रकलेद- 
सेदोबरसापूयोपशोपणश्चेति । स एवंगुणोऽप्येक एवा- 
्यर्थयुपसेच्यमानो गात्रमन्याम्तम्माच्तेपकार्दितशिरश्श- 
लञ्रमतोदभेदच्छेदास्यतेरस्यान्यापादयति । १६1 


का स्तम्भक, दोषों का शोघक, Sas, शोपक, पीडक और Bz 
को सुखाने वाळा है। ऐसा गुण वाळा होता हुआ भी यदि 
उसे अकेला ही सेवित किया जाय तो हृदय में पीदा, सुख का 
शोष, उद्र में जाध्मान, Tea में कठिनाई, मन्यास्तम्भ, 
अङ्गां का फदकन, चुमचुमायमान ( Tingling sensation ), 
शरीर सं आङञ्चन सर आक्षेप Convulsions ) आदि रोगों 
को उत्पन्न करता है ॥ १७॥ 
अतः सर्वेपामेव ट्रव्याण्युपदेच्यामः | तद्यथा-का” 

कोल्यादिः क्षीरशृतचसामञ्ञद्रालिपष्टिकयघगोधुममापः 
आन्वाटककसेरुकत्रपुसेवारुककर्कारुकालाबुकालिन्दकत- 
कगिलोड्यपियालपुष्करवीजकाऱ्मर्य्येमधूकद्राचाखजूर- 
राजादनतालनालिकेरेक्लुविकारबला5तिवला55 त्मगुप्रा- 
विदारीपयस्यागोश्षुरकक्ती रमोरटमघूलिकाकृप्साणटग्रभृ- 
तीनि समासेन सघुरो वर्गः ॥ १८ ॥ 

अव इसके आगे सर्व वर्गों के उच्यों का वर्णन करते ह। 
जैसे काकोल्यादिगण की ओपधियां तथा दुग्ध, ga, वसा, 
मजा, साळी चावळ, साँटी चावल, जौ, गेहूँ, उडदी, सिवाडे, 
कसेर, त्रपुस ( खीरा ), पर्वास (Feet), कर्कारुक 
( खरवृज़ा ), art, काळिन्टक ( तरबूज ), निर्मली के फल, 
freter ( क्न्दविशेष ), flare ( चिरोंजी), घुष्करवीज - 
( कमळचीज ), गम्भारी, महुआ, दाख, खजूर ( पिण्डखजर 
gent), waa (faci), ताल्वूक्त फळ, नारियल, 
सांठे के विकार Sa, गुड,चीनी, राव आति, बला ( खिरेंटी ), 
अतितळा (कंघी ), कोच के चीज, विदारी, ज्षीरविदारी, 
गोखरू, चीरमोरट ( क्रिलाट अथवा सद्य: प्रसूता गौ वा सात 
डिन तक निकलने चाळा दुग्ध अथवा ऊख की जड), मधू- 
झिका ( सूर्चा ), gars ( सफेद पेठा ) waft ate से 
Aa के द्रच्य हं ॥ १८॥ 

दाडिमामलकमातुलुङ्गाम्रातककपित्यकरमदचदर- 

कोलम्राचीनामलकतिन्तिडीककोशाग्रकभव्यपारावतवे-. 


तिकरस कफादि का छेदक, स्वयं स्वादिष्ट न होते aa 
भी अन्य भचय पदार्थों के खाने की रचि को करने aren, 
अभि का दीपक, दोषों का ates तथा कण्हू, कोठ, तृष्णा 


त्रफललकुचाम्लवेतसदन्तशठदधितक्रसुराशुक्तप्तीवीर- . 
कतुपोदकघान्यास्लम्रश्रतीनि समासेनाम्लो वर्ग: PEL - 
भम्ठ्वये में दाडिम, आवटे, विजोरा नीत्रू., आमडा, कथ, 


और ज्वर का ग्ररामन करने वाला, दुग्ध का शोधक, विष्ठा, 
मूत्र, छेद, भेद, वसा और पूय का शोषण करने वाला है। 
ऐसा गुण वाला होता हुआ भी यदि उसे अक्केला ही अधिक 
भात्रा में सेवित किया जाय तो वह शरीर के अवयवा तथा 
मन्या ( ग्रीवा) मेँ स्तम्भ (ata), आक्षेपक, अर्दित 
( सुख का ळकवा Facul paralysis ), शिरशल, अम, तोद, 
भेद, छेट एवं सुख सें विरसता पेदा करता है ॥ ५६॥ 
ea: denen रोपणः स्तम्भनः, शोधनो 
लेखनः शोपगः पीडनः क्लेदोपशोपणश्चेति | स एवंगु 
णोऽप्येक एगत्य्थसुपसेव्यमानो हृत्पीडाऽऽस्वशोषोद्‌- 
राव्मानवाक्यम्रहमन्यास्तस्भगात्र सफुरणचुमचुमायनाङ्क- 
इवचाचेपणमम्रतीज्ञनयति ॥ १७॥ 
कपायरस संग्राही, AMS का रोपक, रक्त या अन्य लावा 


करोंदा, वर, A वेर, माचीनामळक (पानी आवळा), इमली, 
कोशान्र_( आम कां. सेढ), भव्य ( कमरख » पारावत 
( तिन्दुक. भेद ), वेत का फळ, cra ( बढ़हल 9, अमल... 
वेत, दन्तशठ ( बढ़ा जम्मीरी नीवू), edi, BIS, सुरा, शक्त, - 
सौवीरक, ( काञ्जी ), तुपोदक, धान्याम्ळ इत्यादि संज्षेप से 
ये सत्र द्रव्य हैं 1 १९॥ 

विमर्श---छुरा से wens तक मद्य az हैं । सुरा-परि- 
ण्व्वात्नसन्थानसयुलक्ना चुरा TT । शुक्तम्‌-्रन्दमूलफळादीनि 
Beh च। यत्र ट्रजेऽमिपूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥ 
DIA ITS न्वितं शेयमामविंदल्तियवे: । सौचीरं-चतैस्त 
Pret: पक्वैः सौवीरं सन्वित भवेत्‌। काञ्चिकं--ठुरमाववान्य- 
मण्टादिसन्यित् काडिकं faz. ॥ 

संन्ववसोबचलविडपाक्यरोमकसासुद्रकपकत्रिमय- - 
वक्षारोषरम्रसुतसुवचिकाम्रशुदीनि समासेन लवणो वर्गः ॥ 


१६० 


सु्रुतसंहिता | 


“्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्क््क्व््न्न्न्न्ननननन्र 
विमशीः-_मदनपुष्याणान-मदनफलानान्‌-अत्र TTT. फले 
वतते, कारणे कार्गोपचारात.। ( डल्हण ) | 
मदनशलाडुचूर्गान्येबं वा बहुलरम्यकोपयुक्तानि 
सघुलबणयुक्तान्यभिम्न तप्तानि, मद्नशलाङुचूर्णोसद्धा वा 
तिलतण्डुलयवायूप्त ॥ ४ ॥ 
मदन के कचे फल के चूर्ण को एक पळ अमाग सें लेकर 
उच प्रकार से अपामार्गादि अनुपान के साथ पिळावे अथवा 
मौलसिरी, महानिम्त इनकी छाळ के छाथ में शहद और 
नमक मिलाकर गरम करके fet अथवा मदन के कच्चे 
फल के चूर्ण से सिद्ध की हुई तिळ और चावलों की यवागू 
पिळा कर वमन करना चाहिये ॥ ४॥ 
विमशः“--उष्णमधुप्रयोग --प्रच्यर्दने fret च मपृष्ण न 
निवार्यत्ते। अटब्यपाकमाइवेव तयोर्यस्मान्रिवर्तते ॥ ( चाग्भर ) । 
निद्वेततानां वा नातिहरितपाणनां कुशमूढाववद्धम- 
ड्रोमयप्रलिप्तानां यवतुपमुद्रमापशाल्यादिधान्यराशावष्ट- 
रात्रोपितक्लिन्न भिन्नानां फलानां फलपिप्पलीरुदूधू- 
त्यातपे शोपयेत्‌ । तासां दधिमधुपललविम्ृदितिपरिशु- 
CH सुभाजनस्थानामन्तर्नखमुष्टियुष्णे यष्टीमधुकक- 
षाये कोविदारादीनामन्यतमे चा कपाये प्रमृद्य रात्रि- 
qafad मधुसेन्धबयुक्तमाशीभिरमिमन्त्रितमुदड्मुखः 
प्राळ्सुखमातुर Wasa सन्त्रणाभसन्ञय-- 
“ब्रह्मदक्ताश्विरद्रेन्द्रभूचन्द्राकांनलानिला: | 
ऋषयः सौपधिग्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु ते ॥ 
रसायनमिवपीणां देवानाममृतं यथा | 
सुघेबोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥? 
विशेषेण श्लेप्सज्यरप्रतिश्यायान्तर्विद्रधिपु | अग्नव- 
माने वा दोपे पिप्पलीवचागौरसर्पपकल्कोन्मिश्रेः 
सलवणेत्तुपाम्चुभिः पुनः पुनः प्रबतेयेदासम्यग्वान्तल- 
चणादिति ॥ ५ ॥ 
जो मदन के फल भलीभांति पक गये हॉ, बहुत हरे 
पीले न हों उन्हें TMA वनाये हुए सम्पुट में रख कर ऊपर 
से मिट्टी या गोवर पोत कर सुखा के यच-तुप, मंग, उडदी, 
चावल भादि घान्यों के ढेर ( राशि ) में आठ दिनरात रखे। 
फिर वे फळ नरम होकर फुर जावे तब उनके वीर्जा को निकाल 
कर धूप में सुखाना चाहिये। पश्चात्‌ इन चीजों को दही, 
शहद, es ( तिलचूण ) के साथ स्टदित कर सुखा के एक 
पात्र या शीशी में भर कर सुरक्षित रख देवें। इस प्रकार 
बनाये हुये इन चीजों को अन्तर्नजसुि में जितने आसकें उस 
प्रमाण में लेकर सुलेटी के गरम क्वाथ में अथवा कोविदारा- 
दिक संशोधन-संशमनीय cara क्वाथों सें से किसी एक 
क्वाथ सें मिलाकर रात भर पडा रख के दूसरे दिन प्रात.काळ 
इसमें Teg तथा संन्घव wan मिलाकर निम्नोळ आझीर्वाद 
के मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके उत्तर में अथवा पूर्व में मुख 
कराके बिठाये हुये रोगी को पिलावे । व्रह्मा, द, अश्विनीकुमार, 
रुद्र, इन्द्र, शृयिवी, चन्दर, सूर्य, असि, वायु, ऋषि, ओपचियों 
के समूह तथा भूत ( आणि ) समूह तेरी रक्षा at जिस 


म LPP PP PPL LALA A 


~ 


तरह ऋषियों के लिये रसायन ओषधियां तथा देवताओं के 
लिये अमृत एवं उत्तम नागों के लिये सुधा हे उसी तरह तेरे 
लिये यह औषध फलदायी हो । विशेषतया यह योग कफज्वर, 
प्रतिश्याय और अन्तरविद्धधि में प्रयुक्त करने योग्य है। यदि 
इस योग के पिलाने से दमनाद्रिपमें दोप पतित न हॉ. तव 
पीपल, वचा और सफेद सरसों के कल्क में नमक मिलाकर 
गरम जल्के साथ सम्यश्वान्त SIT होने तक वार १ पिलावे ॥ 

विमर्दा:--सम्यग्वान्तलक्षणम--पिचान्तमिर्ट वमन तथोध्व॑ना 

मदनफलमळचूर्ण वा तत्काथपरिभावितं सदनफ- 
लकपायेण; मद्नफलमज्जसिद्धस्य वा पयसः सन्तानि- 
कां क्षौद्रयुक्तां, मदूनफलमज्जसिद्ध वा पयः, सदनफल- 
सब्जसिद्धेन वा पयसा यवागूम्‌ , अधोभागास्र कपित्त- 
हृदाहयो; मदनफलमञ्जसिद्धस्य वा पयसो दधिभाव- 
सुपगतस्य दध्युत्तरं दधि वा कफप्रसेकच्छदिमूर्च्छातम- 
तमकेषु | मदनफलमञ्जरसं भज्लातकस्नेहवदादाय फा- 
णितीभूतं लेहयेत्‌ | आतपपरिशुष्कं बा तमेव जीवन्ती- 
कषायेण पित्ते कफस्थानगते | सदनफलमञ्जक्कार्थं वा 
पिप्पल्यादिप्रतीवापं) तच्चूण वा निम्वरूपिकाकषाययो- 
रन्यतरेण सन्तपेणकफजव्याधिहरं, 'मदनफलमब्जचूण 
बा सघुककाइमरयद्राक्ताकषायेण । सदनफलबिघान- 
सुक्तम्‌ ॥ ६॥ 

सद्नफछ की मज्ञा के चूर्ण को उसी के छाथ की भावना 
दे कर मदनफल के छाथ के साथ पिळा कर चमन कराना 
चाहिये | अथवा मदनफल की मजा द्वारा सिद्ध किये हुये दुग्ध 
की मलाई को शहद में मिळा कर खिला के वमन करावे । 
किंवा मदनफळ की मजा से सिद्ध किये हुये दुग्ध को पिछा 
कर वसन SUS | अथवा सदनफल की मजा से सिद्ध किये 
हुये दुग्ध में यवागू वना कर अधोभागगत रक्तपित्त और हृदय 
के दाह में पिलावे। यदि कफ गिरता हो, वमन होती हो तथा 
Wel तथा तमक श्वास होता हो तो इनमें सदुनफरु की 
सजा से सिद्ध किये हुये दुग्ध का ददी जसा के उसका दध्यु” 
ततर ( सर = दही के उपर का पानी) अथवा दुही पिलाना 
चाहिये । मिळावे का जैसे de निकालते हैं उसी प्रकार मदन 
फल की मजा का रस अथवा Ge निकाल कर उसे पकाके 
फाणित की तरह गाढा करके चटावे। यदि पित्त कफ के स्थान 
में चछा गया हो तो चूप में सूखे हुये मदनफळ की मजा के 
चूर्ण को जीवन्ती कषाय के साथ पिळावे । 

मदनफल की मजा के फाथ में पिप्पल्यादि गण की ओप- 
frat का चूर्ण afte कर अथवा मदनफछ की सजा के चूर्ण 
को निम्ब तथा रूपिका ( आक ) इनमें से किसी एक के छाथ 
के साथ मिला कर पिलाने से सन्तर्पणजन्य अथवा कफजन्य 
रोग नष्ट हो जाते हें । अथवा मदनफल की सजा के चूर्ण को 
सुलेठी, गस्भारी और द्रा्ा इनके छाथ के साथ पिळावे । इस 
तरह मदनफळ के ये इकतीस अयोग कहे हैं ॥ ६॥ 

जीमूतककुसुमचूर्ण पूर्वबदेव क्षीरेण, sag क्षीर- 
यवागूं ; रोमशेषु सन्तानिकाम्‌ , अरोमशेषु TARR, 
दरितपाण्डुपु दधि तत्कषायसंस्ष्टां वा सुरां, कफारोच- 


» 


ह सुनस्थानम्‌ | १६१ 


ककासश्वासपाण्डुरोगयच्मछु । पर्यागतेषु 
उजवहुपयोगः | 


तदेव कुटजफलविघानम्‌ | 
कुतवेघनानामप्येष एव कल्पः | 

इच्चाकुकुसुमचर्ण वा पूर्बवत्‌। एवं क्षीरेण, कास- 
शासच्छर्दिकफरोगेषूपयोगः ॥ ७॥ 

जीमूतक ( देवदाली ) के घुष्पों के चूर्ण को पूर्व की तरह 
अर्थात्‌ अपामार्ग, आक आदि के साथ दुग्ध में मिला कर भवतश्चात्र 
पिळा के चमन कराना चाहिये । अथवा जीमूतक के फलों के बंप गाना कु 
नित अर्थात, छोटे छोटे रूप में उत्पन्न होने पर उनसे दुग्ध व्ययोगानां दिगियं सम्प्रकीतिता | 
पका के अथवा यवागू सिद्ध करके पिलानी चाहिये । जब फळ | तान्‌ विभज्य यथाव्याधिकालशक्तिविनिश्वयात्‌ ॥१०॥ 
कुछ वडे हो कर रोमश ( कठिन ) हो जांय तव उन्हे दुग्ध के | कषायेः स्वरसे: कल्केश्वूणेरपि च बुद्धिमान । 
“= कर दा पर लाह हुई मलाई ( हा ) | पेयलेह्यायभोञ्येषु वमनान्युपकल्पयेत्‌ ॥ ११॥ 

। जव म झड़ जावे तव साथ सुभुतसंदिताया सूत्रर पविज्ञा 
दुग्ध उबाल कर उसका दुही वना के उसके ऊपर जो स्वच्छ इति यो नाम a ae ल मतात हि 
पानी होता है उसे पिळावे और जव फल इरे और पाण्डु वर्ण चीयो नाम त्रिचत्वारिशात्तसोऽध्यायः ॥४३॥ 
के हो जांय तव उनसे दुग्ध पका के उससे जमे हुये दही को NP 
feet । अथवा उन फलों से सिद्ध छाथ के साथ सुरा मिळा | इस विषय में दो श्छोक हैं--वमन कराने वाले द्रव्यो के 
कर पिलावें | इस प्रकार ये जीमूतक के ऊपर कहे हुये ६ प्रयोग | योगों का संक्षेप से यहां निर्देश किया गया है। रोग, काळ 
कफ, अरुचि, कास, श्वास, पाण्डरोग और राजयचमा में प्रयुक्त | और रोगी की या रोग की शक्ति आदि का निश्चय कर के इन 
करने से वमन हो कर दोषों का नाश होता हे । जीमूतक के | वमन द्वव्यों को विभक्त कर कषाय, स्वरस, कर्क, चूर्ण आदि 
फलों के पर्यागत अर्थात्‌ परिपक्क हो जाने पर मदनफल की | के रूप में पेय, लेह्य आदि भोज्य geal के साथ बुद्विमान्‌ वैद्य 
सञ्ञा की तरह उनका प्रयोग करना चाहिये। जीमूतक की | वमनार्थ प्रयुक्त करे ॥ १०-११॥ 
तरह ही कुटज ( कूडे ) के फलों का भी विधान ( उपयोग ) | इच्यायुर्वेदतत्तसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने वमनद्रव्य- 


जिनके दोष age ag गये हों तथा भाकण्ठ तक थवागू पी ली 
हो उनमें प्रयुक्त करना चाहिये । इस तरह वमन, विरेचन 
और सिरोविरेचन के द्वव्यों को समान गुण वाले अन्य बन्यो 
के छाथ से भाषित कर प्रयुक्त करने से वे उस कार्य के लिये 
अत्यन्त प्रधान ( युणकारक ) हो जाते हैं ॥ ९॥ 
विम्शः-न्यरिपीताना =भावितानाम्‌। वमनद्र्व्याणि कषायः 
भावनयैव विशेषेण शुणवन्ति भवन्ति | तदाइ चरकः-'भूयश्रैषा 'बला- 
धानं कार्य स्वरसभावनेः | सुभावितं ह्यरपमपि द्रव्यं स्याद्‌ वहुकर्मकद। 
स्वरसैस्तुस्यवीयेरवा तस्माद्‌ द्रव्याणि भावयेत्‌ ॥' इत्ति । 


करना चाहिये। कृतवेधन ( कडवी तरोई ) का प्रयोग भी विकदपविज्ञानीयो नास त्रिचत्वारिंश- 
कुरजफळ के समान होता है । इचवाकु ( कड़वी तुम्बी ) के नमोऽध्यायः॥ ४३॥ 
पुष्पां के चूर्ण को भी पहले की तरह दुग्ध के साथ लेना चाहिये। RE 


इससे कास, श्वास, वमन और कफ के रोगों में अच्छा उपयोग 
(लास) होता है॥ ७॥ 

घामारंवस्यापि मदनफलमञ्जवदुपयोगः। विशेषः 
तस्तु गरशुल्मोदरकासश्वासशलेष्मामयेषु चायौ च कफ- 
स्थानगते ॥ ८ ॥ 


चतु्चत्वारिशात्तमोऽध्यायः | 

अथातो विरेचनद्र्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव इसके अनन्तर *विरेचनद्रव्यविकरपविज्ञानीय? नामक 


घामार्गव ( पीछे पुष्प की कडवी तोरी ) का भी मदनफळ | न्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
को मजा की तरह उपयोग विशेष कर गर ( कृत्रिम विष 9, सुश्रुत के लिये कहा या प a u 
शु्म, उदर, कास, श्वास और कफ इन रोगों में तथा कफस्थान | अरुणाभं त्रिवृन्मूलं श्रेष्ठं मूलविरेचने | 
में गये हुये वात के संशमन में होता दै ॥ ८॥ रधानं विल्वकस्त्वक्षु फलेष्बपि हरीतकी ॥ ३॥ 
` कतवेघनफलपिष्पलीनां वमनद्रव्यकषायपरिपी- | तैलेष्वेरण्डजं तेलं स्वरसे कारवेल्लिका | 
तानां बहुशश्चृणमुत्पलादिषु दत्तसाघात॑' वामयति, | gare: पयःसूक्तमिति प्राधान्यसक्महः ॥ ४ ॥ 
तत्त्वनबबद्धदोपेषु यवागमाकण्ठात्पीतवत्सु च fe | तेषां विधानं वच्यासि यथावदनुपूर्वशः ॥ ५ ॥ 
eT । वमनविरिचनशिरोविरेचनद्रव्याण्येवं वा| द्विरेचनार्थ प्रयुक्त होने वाले मूल में काळ रङ्ग का निशोय 
प्रघानतमानि भवन्ति ॥ ६॥ का मूळ श्रेष्ठ हे तथा स्वचाओं में तित्वक (tr) की त्वचा 
कृतवेधन ( श्वेतपुष्प वाळी कडची तोरी ) के फलों की | श्रेष्ठ दै एवं विरेचनीय फ्लो में हरीतकी फल श्रेष्ठ है, तेलों 
मजा को अन्य वामक द्वब्यों के छाथ के साथ अनेक वार | में एरण्ड का तैल, AAA करेले का स्वरस, विरेचक दुग्धों 
सावित कर घोंट के सुखा कर चूर्ण बनावे। फिर उस चूर्ण को | में थूहर का दुग्ध श्रेष्ठ विरेचक है। इस तरह यह विरेचनीय 
उत्पळ आदि ( कुसुद, पुण्डरीक ) पुष्पा पर छिड़क कर या | द्रव्यो में प्रधान दर्न्या का संग्रह कर दिया है। नड उन द्वब्यों 
उन पुष्पं सें रख के सूंघने से वमन होता है। इस प्रयोग को | के विधान का यथावद क्रम से वर्णन करते हैँ ॥ ३-५ ॥ 


२१ छु० 


१६२ 


वैरेचनद्रव्यरसातुपीतं मूलं महत्तैवृतमस्तदोपम्‌ | 
'चूर्णीकृतं सैन्धवनागराव्यमम्लेः पिचेन्मारुतरोगजुष्टः ॥ 
इचोर्बिकारेमैघुरे रसेस्तत पैत्ते गदे दीरयुतं पिवेच | 
गुड्च्यरिषटत्रिफलारसेन सव्योपमूत्रं कफजे पिवेत्तत्‌ ॥ 
दूसरी विरेचक ओपधियों के स्वरस से भावित तथा कमि- 
विषादि ठोपों से रहित वढी निशोथ का मूळ लेकर खाण्ड कूट 
के चुर्ण बना कर इसमें चतुर्थांश सैन्धव छवण और सोंठका 
चूर्ण मिळा के किसी भी अम्लरस जैसे बिजोरे निम्बू या अनार- 
दाने के स्वरस के साथ वात रोगी सेवन करे । पेत्तिक रोग में 
ऊख के चने विकार ( खाण्ड ) के साथ अथवा मधुर रसा के 
साथ किंवा दुग्ध के साथ उक्त त्रिवृत्‌ के योग को सेवन करे । 
यदि रोगी कफरोग से पीढित हो तो उक्त निशोथ के चूर्ण को 
गिलोय, निम्ब और त्रिफळा के फाय में ais, मरिच और 
पीपल का चूर्ण का प्रक्षेप तथा गोमूत्र मिळा कर पीवे ॥ ६-७॥ 


तरिवणेकत्यूपणयुक्तमेतदू गुडेन लिह्यादनवेन चूर्णम्‌ । 
प्रस्थे च तन्मूलरसस्य दत्त्वा तन्मूलकल्कं कुडवप्रमाणम्‌ 
कर्पोन्मिते सैन्घवनागरे च 
विपाच्य कल्कीकृतमेतदद्यात्‌ | 
तत्कल्कभागः समहौषधाद्धः 
ससैन्धवो मूत्रयुतञ्च पेयः ॥ ६ ॥ 
इस निशोथ फे चूर्ण को कफज रोगों में त्रिवर्णक अर्थात 
न्रिजात ( दाळचीनी, तेजपात और छोटी get) तथा न्यूपण 
(साठ, मरिच और पिप्पली ) के चूर्ण के साथ संयुक्त कर 
पुराने गुड़ के साथ चाटना चाहिये । अथवा निंशोथ का स्वरस 
एक प्रस्थ ( दो शाराव=१६ पळ) ले कर उसमें निशोथ का 
कल्क एक कुडव (४ पळ) भर मिळावे aden नमक 
और dis का चूण एक एक कर्ष प्रक्षिस कर पकावे । जव कल्क 
के समान गाढा हो जाय तव सेवन करे अथवा इस कल्क 
एक भाग तथा इसमें आघा भाग Ais का चूर्ण मिला के थोडा 
सेन्धा नमक तथा गोमूत्र मिळा कर पान करना चाहिये॥८-६॥ 
PASTAS: स्यु ` 
भाँगाद्धेकं पूगफलं सुपक्तपू | 
विडङ्सारो मरिचं सदारु 
योगः ससिन्धूद्भवमूत्रयुक्तः ॥ १०॥ 
fata, सोट और ae इन तीनों को समान प्रमाण 
अर्थात्‌ पुक २ तोळे भर OF तथा टीक पकी हुई सुपारी, वाय- 
विडङ्ग, मरिच और देवदार इन्हें आघे आधे भाय (+तोले ) ले 
कर चूण चना कर ६ मादे भर,की मात्रा में सेन्धा नमक मिला 
कर गोमूत्र के अनुपान से उचित मात्रा ( ३ माझ्ने से ६ मारो 


2 


भर ) में सेवन करना चाहिये ॥ १०॥ 
” विरेचनद्रव्यभवन्तु चूण 
_ ˆ रसेन तेपां भिषजा विमृद्य | 
ˆ तन्मूलसिद्धेन च सरपिषाऽऽक्त 
सेव्य तदाज्ये शुटिकीक्रतश्च ॥ १९॥ _, 
त्रिवृतादि विरेचन द्वव्यों के चूर्ण को उन्ही दन्यो के स्वरस 
या छाय से भावित कर त्रिवृत्‌ की जड़ के कल्क छाथ दवारा 


a 


सुश्रुतसंहिता | 


; | सिद्ध किये हुये छत के साथ गीछा करके घोट कर गोली बनावें 


तथा घृत के साथ ही सेवन करें। गोलियां तीन माशे भर की 
चनावे । भ्रमाण-बच्चों के लिये १ गोली, बडो के लिये २ गोडी 
और क्रूर कोष्ठ वालो के लिये ४ गोळी ॥ ११ ॥ 


गुडे च पाकाभिमुखे निधाय 
'  'वूणीकृतं सम्यगिदं विपाच्य | 
शीतं त्रिजाताक्तमथो विस्य 
योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्याः ॥ १२ ॥ 
अथवा त्रिवृताटि विरेचक द्रच्यों के इस चूर्ण को चासनी 
होते हुये गुढ में मिळा कर ठीक तरह से पका के शीतल होने 
पर उसमें दालचीनी, तेजपात और छोटी इळायची इनका चूण 
सुगन्धि के लिये मिला कर घोट के एक २ मादो प्रमाण की 
गुटिका वना छेनी चाहिये । एक से चार शुटिका तक Fee 
नार्थ सेवन करावें ॥ १२॥ 
वैरेकीयद्रवयचूरणस्य भागं | 
सिद्धं ae काथमागैश्चतुमिः | 
आसूट्रीयात्‌ सपिंषा तच्छुतेन 
तत्काथोष्मस्वेदितं सामितच्य tl १३॥ 
पाकप्राप्ते फाणिते चूर्णितं तत्‌ 
fad पक्कं चाबताये प्रयत्नात | 
शीतीभूता सोदका हृद्यगन्धाः 
कार्यस्वेते भद्यकल्पाः समासात्‌ ॥ १४॥ 
तरिवृतादि विरेचनीयद्रच्यों के चूर्ण का एक भाग तथा विरे- 
चनीय द्वव्यों के काथ का चार भाग ले कर परस्पर मिला के 
पका कर चूर्ण कर छे। फिर सामित अर्थात्‌ विशिष्टरुप से 
चनाये हुए श्वेत गेहूं को लेकर त्रिवृतादिठ्व्या के छाथ की 
उप्मा ( भाप) से aa कर त्रिवृतादि से सिद्ध किये हुये 
घृत के साथ इन गेहू को मिला कर मदन करें तथा फिर चूर्ण 
के रूप में करके उक्त पकाये हुये त्रिवृतादिचूर्ण में मिला कर 
पाक को घा हुई गुड़ की चासनी ( फाणित ) में मिला कर 
पकाके उतार Val शीतळ होने पर उसमें सुगन्धार्थ दाळ- 
चीनी, तेजपात और इलायची का चूर्ण भक्षित कर हृदय के 
fet हितकर गन्ध वाळे एक २ तोळे के मोदक चना लेना 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
विमर्शः--सामित समिता एव सामित, गोघूमचूर्णमित्यर्थ । 
तदाह राजनिषण्टौ-“गोधूमा धवला धौता. कुट्टिता शोधितास्तत'। 
प्रोक्षिताश्व विनिष्पिषाश्चालिता. समिता. स्मृताः ॥? इति । 
' _रसेन तेषां परिभाव्य सुद्रान्‌ 
यूपः ससिन्धूद्भवसर्पिरिष्टः | 
वेरेचनेऽन्यैरपि वैदलेः स्या- 
देवं विदध्याद्रमनौपघेश्च ॥ १५॥ 
वेरेचनिक goat के स्वरस या छाथ से सूंगों को भावित 
कर उनका यूप वना के उसमें सेन्धच नमक तथा इत डाळ 
कर विरेचनाथ सेवन करावे। इसी प्रकार मसूरादि अन्य हि- 
दलों को भी वैरेचनिक दर्या के स्वरस या छाथ से भावित कर 
यूप वना लेना चाहिये । ऐसे ही वामक द्वब्यों के स्वरस या 


~ 


” 


é 
we * 


अध्यायः ४४ | सूत्रस्यांचंम्‌ | १६३ 


PLAS SNA NN LLL PL LLL LOL LP Pee 


नीलीतुल्यं त्वगेलव्व तेखिव्ृत्ससितोपला | 


NNN FY A OLA LLL ALL OLLI “४४४४४४ 


काय से fect को भावित कर यूप बनाना चाहिये ॥ १५ 


fren eg परिलिप्य कल्कै चूर्ण सन्तर्पणं चौद्रफलाम्लं सन्निपातनुत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्विभणिदिजातें: प्रतिबध्य-रज्ज्या | नीली, दालचीनी और छोटी इलायची इन्हें तुल्य प्रमाण 
पक्व सम्यक पुटपाकयुकत्या सें ठेवे तथा इन सत्र के वरावर शर्करा और निशोथ का चूर्ण 


SX शहद ओर अम्लफलों के रसाचुपान के साथ सेवन 
करने से सन्तर्पण करता हे तथा सन्निपात ( त्रिदोष) को 
नष्ट करता है ॥ २३॥ - 

तिवृच्छःधामासिताङ्कष्णात्रिफलामाक्तिकेः समैः । - 

सोदकाः सन्निपातोर्ध्वरक्तपित्तञ्चरापद्दाः ॥ २४ ॥ 

Rata, चिघारा, पीपल और ave, वढे, आँवला इन्हें 

समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके शहद के साथ एक २ तोळे 
भर के मोडक चना कर सेवन करने से सन्निपात, ऊर्थ्वरक्पित्त 
और ज्वर नष्ट होता है ॥ २४॥ 


त्रिवृद्धागाद्ययः प्रोक्ताश्चिफला तत्समा तथा| | 

चारकृष्णाविडज्ञानि सञ्चूएयं मधुसर्पिषा ॥ २५॥ 

लिह्याद्‌ Wea शुदिका' कुत्वा वाऽप्यथ भक्षयेत्‌ | 

_कफवातक्तान गुल्मान्‌ प्लीहोदरहलीमकान्‌ ॥ 

इन्त्यन्यानपि चाप्येतन्निरपाथं बिरेचनम्‌ | २६॥ 

-fata तीन भाग, त्रिफळा तीन भाग, यवक्षार एक 
साग, पिष्पळी एक भाग और afer एक भाग लेकर 
चूर्णित करके १ मारो से ४ मागे तक मात्रा में लेकर शहद 
और घृत के अनुपान से सेवन करे । अथवा शुड के साथ उक्त 
चूर्ण की गोळी बनाकर सेवन करे। यह योग कफ तथा चायु 
से उत्पन्न गुदम रोग, प्छीहाब्वदि, उद्ररोग, इळीमक तथा 
अन्य रोगों को भी नष्ट aarti यह उपद्रव रहित 
विरेचन हे ॥ २५-२६ ॥ 

चूर्ण श्यामात्रिवृन्नीली कट्वी सुस्ता दुरालभा । 

चव्येन्द्रवीजं त्रिफला सपिमासरसाम्चुभिः | 

पीतं विरेचनं तद्धि रुताणामपि शास्यते ॥ २७ ॥ 

श्यामा ( काली Pita था विधारा ), सफेद निशोथ, 
नीली, Feat, नागरमोथा, AAT, चन्य, इन्द्रयव और 
त्रिफळा इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूणित करके घत, मांत- 
रख सर जळ किसी भी अनुपान के साथ सेवन करने से 
विरेचन दोता है। थह योग रूक्तप्रकृति वाले मनुष्यों के लिए 
भी छामदायक दे ॥ २७॥ 

वेरचनिकनिःकाथभागाः शीताखयो मताः | 

हो फाणितस्य verte पुनरमावधिश्रयेत्‌ ॥ २८ i, 

तत्‌ साधुसिद्धं विज्ञाय Ac निघापयेत्‌ | 

कलसे कृतसंस्कारे विभज्यत हिमाहिमी ॥ २९ ॥ 

मासादृध्व जातरसं मधुगन्धं वरासवम्‌ | 

पिवेदसावेव विचिः क्ारमूत्रासवेष्वपि ॥ ३० ॥ 

_ विरेचन करनेवाले ( निशोधादि ) दरन्यों के शीत कवाथ 
तीन भाग तथा गुड की राव (काकव ) दो भाग मिळाकर- 
अञ्चि पर पकावे | अच्छी प्रकार सिद्व हुआ जानकर ठढा करके 
संस्कारित कळस अयवा काचपान्र या चीनी मिद्दी के पात्र से 


- खादेत्त तं पित्तगदी सुशीतम्‌॥ १६॥ 
asa वीच से द्विघा ( दो भागों में ) चीर कर चीरे 
डबे यदेश में कल्क का लेप कर डोरी से ata कर पुटपाक 
विधि से पका के शीतळ होने पर पित्तरोगी उसे चूसे ॥ ३६ ॥ 
विमर्शः-पुदयाकिधिः्-पुट तक्रस्य मात्रेयँ ठेपस्याङ्गारवणता 1 
Siz BIKE स्वूछं कुर्वांद्राध्दुउमात्रकन ॥ कारमरीवटनन्व्वादिपत्रेवे- 
wagers (झाईघर )1 
सिताजगन्धात्वक्तीरीविदारीत्रिवृत्तः समाः | 
लिह्यान्मधुचृताभ्यान्दु वृड्दाहच्वरशान्वये ॥ १७॥ 
शर्करा, जङ्गळी अजवायन, वंदालोचन, भूमिकूष्माण्ड और 
निशोथ इन्हें समान माग में छे कर चूर्णित करके १ माने से 
दे माने तक की मात्रा में शहद तथा घृत के साथ तृषा, दाइ 
और ज्वर की थान्ति के लिये सेवन करना चाहिये ॥ १७॥ 
= A e nt चूर्णितम्‌ ¢ 
Matava त्रिवृच्चूर्गा | 
रेचनं gaat त्वक्पत्रमरिचांशकम्‌ ॥ {८ ॥ 
झकरा और शहद के साथ Pate का चूर्ण मिछा कर उस 
में दालचीनी, ठेनपात और कालीमरिचों का चूर्ण चतुद्यांलर्प 
में मिळा कर सुकुमार प्रकृति के छोगों के लिये रेचनार्थ देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
ea en Cc & 
Wire सिताज्ञोद्रपलाधंकुडवान्वितम्‌ | 
त्रिवृच्चूणेयुवं शीतं पित्तव्नं तट्रिरेचनम्‌ te ॥ | 
Mae $ पळ और दाइद आघा कुडव (२ पछ ) ठे कर 
उसमें fata का चूर्ण मिळा के अवळेह-चनाकर शीत होने पर 
सेवन करे यह पि्नादाळ विरेचन दे ॥ १९॥ 
तित्रुच्छःयामाक्षारशुण्ठीपिष्पलीर्मधुनाऽऽप्चुयात्‌ | 
सर्वशलेष्मविकाराणां शरेष्टमेवद्विरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 
Feira, श्यामा ( विघारा ), यवक्षार, dis और पीप 
इनका चूर्ण चना के मधु के साथ सेवन करे । सर्व प्रकार के 
कफजन्य विकारों के लिये यह श्रेष्ट विरेचन ह ॥ २० ॥ 
वीजाह्यपथ्याकाश्मयेधात्रीदाडिमकोलजान | 
तैलग्र॒ष्टान्‌ रसानम्लफलैरावाप्य साघयेत्त ॥ २१ UI 
घनीभूतं त्रिसीगन्व्यं त्रिवृत्कोद्रसमन्वितम्‌ | 
लेह्ममेतत्कफप्राचेः सुकुमारेबिरेचनम्‌ ॥ २२॥ 
अच्छी तरह से पकी हुई ate, काश्मरी (गम्भारी),आँवले, 
अनारदाने भोर वेर इनको समग्रमाण में ले कर एरण्ड तेळ में 
खून कर विजोरे आदि ad फलों के रसर में पकाना चाहिये। 
आसत्रपाकावस्या में अर्थाद्‌ गाढा होने पर इसमें दालचीनी, 
इळाचची और तेजपात का चूर्ण एवं निशोथ का चूर्ण तथा 
शहदू मिळा कर पाक कर लेव । कफ जिनका अधिक बढ़ा 
हो और जो सुळ्मार हें उनके द्वारा यह विरेचक लेहा सेवन 
करना चाहिये ॥ २१-२२ ॥ 


५, 


१६४ 


रख देवें फिर शीत ऋतु में एक मास तथा उप्ण ऋतु में एक 
पक्ष तक रखे। जब उसमें उचम रस तथा मधु के समान 
गन्ध आने लगे तव उसका सेवन करना चाहिये। चार, मूत्र 
तथा अन्य आसवों के चनाने की भी यही विधि दे ॥२८-रेणा 
वैरेचनिकमूलानां काये मापान्‌ सुभावितान्‌ | 
सुघौतांस्तत्कपायेण शालीनाव्रापि तण्डुलान्‌ ॥३१॥ 
अवक्लुग्रेकतः पिण्डान्‌ कृत्वा शुष्कान्‌ सुचूर्णितान्‌ | 
शालितरडुलचृणेव्व तत्कपायोष्मसाधितम्‌ ॥ ३२ |! 
तस्य free arian किरवभागविमिश्रितान्‌ | 
मण्डोदकार्थे arta दद्यात्तत्सवेमेकतः ॥ 5२ ॥ 
निदष्यात्कलसे तान्तु सुरां जावरसां पिवेत्‌ | 
एप एव सुराकल्पो वंमनेप्वपि कीत्तितः ॥ ३४ | 
Rais wat की जड़ के कवाय में भावित किये हुये 
Seal को तथा अच्छी प्रकार घोये हुये और उन्हीं द्वव्यों के 
क्वाथ में सावित किये हुये कराली के atact को लेकर अच्छी 
प्रकार दोनों को खांड कूट कर पिण्ड बना के सुखा लेचे। 
फिर अन्य दाली चावलों का घूण लेकर उक्त विरेचनीय 
wat के wag की ऊप्मा ( भाप) से पकाचे फिर इसे 
उपर्युक्त तथा मापतण्हुठमिल्ति चूर्ण के तीन भाग तथा 
किण्व का एक भाग मिलाकर सुरा बनाने के लिये वेरेचनिक 
wat का क्वाथ भी उसी के साथ मिलाकर सबको एक मिट्टी 
के सुवासित at भर कर मास भर रख ठें। फिर इसमें 
अच्छा रस उत्पन्न हो जाय या सुरा चन जाय तच 
नी चाहने । भमन के छिये इ wee हा 
अनुसार वामक द्वव्यों से सुरा निर्माण कर लेनी चाहिये ॥ 
मूलानि त्रिवृदादीनां प्रथमस्य गणस्य च | 
महतः पञ्चमूलस्य सूर्वाशाज्रटयोरपि ॥ ३५॥ 
gat ear चेव त्रिफलाउतिबिपे चचाम्‌ । 
संहत्येतानि भागी दवी कारयेदेकमेतयोः ॥ ३६ 1 
इर्याजिःकाथमेकस्मिन्नेकस्मित्वूणेमेब तु | 
छुरणास्तस्मिस्तु निःकाथे भावयेद्‌ वहुशो यवान्‌ ३७ 
gam सदुभ्रष्टानां तेपां भागाख्यो मताः | 
चतुथ भागमावाप्य चूर्गानामनुकीर्तितम्‌ ॥ ३८॥ 
AT कलसे सम्यक्‌ समस्तं तदनन्तरम्‌ | 
तेयामेत्र कपायेण शीतलेन सुयोजितम्‌ ॥ 
पू्तत्सन्षिदध्यात्तु ज्ञेयं सौवीरक हि तत्‌ ॥ ३६॥ 


faa सशोधनीय गण के zat की at 
( विदारीयन्धादि ) गण के zeit की जड़, बढ़े च के 
द्वव्यी की जड तया मूर्वा, ager ( पूतिकरक्ष ) की जड़, 
थूहर, Sant रेवन्द, त्रिफळा, अतीस और वचा इन्हें समान 
पमाण में लेकर संयुक्त करके दो भाग कर BH 1 एक भाग का 
काथ वना ठेवे तथा दूसरे भाग का चूर्ण वना लेना चाहिये। 
फिर जोखली में छूटे हुये यवा को उक्त छाथ में कई वार 
भावित कर सुखा के हक्के रूप में भून लेचें। अव इन भूने 
वों का तीन भाग के साथ पूर्व चूर्ण का पुक भाग मिळाकर 
सबको पृक मिट्टी के कलसे में ढाल कर उसमें त्रिद्वतादि क्यों 


युशरुतसँहितां । 


का शीतळ कवाय मिलाकर पूर्ववत्‌ सम्धाम कर देवें। इसे 
“लौचीरक' कहते हैं ॥ ३५-३९ ॥ 
विमर्श--मावनाप्रक्नास--दिवा fant शुष्क रात्री रात्रौ 

वित्रासयेत्‌! शुष्क Bites दव्य सप्ताह मावनाविधिः ॥ द्रवेण 
यावता द्रव्यमेझीभूयाद्रंता जजेत.! द्रवप्रमाण निदिं भिपरिमर्माव- 
नाविधौ ॥ भाज्यद्र्यसम क्वाथ्य क्वाथ्यादष्युण जलन्‌। अष्टाक्‍्म- 
शोपिन क्वाथो मात्याना तेन भावना ॥ 

पूर्वोक्त बर्गमाहत्य eet कृत्वेकमेतयोः ॥ ४० ॥ 

भागं संक्षुद्य dass यवैः स्थाल्यामधिश्रयेत्‌ | 

RISA कपायेण तमभ्यासिच्य साथयेत्‌ ॥४१॥ 

सुसिद्धाश्वावतार्यैतानो पधिभ्यो विवेचयेत्‌ ॥ 

विमृद्य सतुपान्‌ सम्यक्‌ ततस्तान्‌ पू्न॑बन्सितान्‌ ॥४२॥ 

पूर्वोक्तोपघभागस्य चूर्ण दत्त्वा तु पूर्ववत्‌ ॥ 

तेनैव सह युयेण कलसे पूर्यवत्तिपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

ज्ञात्वा जातरसञ्चापि तत्तुपोदकमादिशेत्‌ | 

तुपास्वुसीदीरकयोर्विधिरेषः प्रकीकत्तित: ॥ ४४ ॥ 

पड़ात्रात सप्तरात्राह्म ते च पेये प्रकीत्तिते | 

वेरेचनेपु सर्वेषु त्रिवुन्मूलविविः स्वतः ॥ ४५॥ 

‘aide सन्धानः में कहे हुये त्रिदृतादि से ager तक 

के द्रव्य लेकर उनके दो भाग बना कें एक भाग को कूट कर 
सतुष यत्रां के साय सयुक्त कर पुक स्याली (पात्र) में रख 
कर मेढासिङ्गी का.बवाथ ढाल कर TET | अच्छी प्रकार से 
पके हुये यवा को ओपधियों के चूण से एथक कर अच्छी प्रकार 
झोखली में कूट के शेप वचे हुये आधे औषध चूर्ण के साय 
मिलाकर इन सव को Wad एक करसे में भर कर जौ के 
उचले हुये उसी छाथ को डालकर सुख चन्द करके धान्यराशि 
मॅ रख द। जव उसमें अम्छरस उत्पन्न हो जाय तव 
“तुपोदकः कहना चाहिये। इस ave यह “तुपाम्छुर तथा 
“सौचीरकः बनाने की विधि का वर्णन किया है । प्रायः ये दोनों 
६ या ७ रात्रि भर सन्धित रखने से पीने योग्य चन जाते 


हें 1 आसवारिष्ट की तरह मास भर रखने की जरूरत नहीं है। 


विरेचनीय seq नसे-श्यामा, ठचन्ती, दन्ती, सतला आदि के 
योग निर्माण करने के लिये त्रिवृत्‌ के जो जो योग बनाये हैं 
उसी प्रकार इनसे भी योग तेय्यार कर लेने चाहिये ॥९०-४५॥ 
दुन्तीद्रवन्त्योमूलानि विशेपान्मृत्कुशान्तरे । 
पिप्पलीक्षोद्रयुक्तानि खिन्नान्युद्धृत्य शोपयेत्‌ ॥४६॥ 
ततश्रिव्ृद्रिधानेन योजयेच्छलेष्मपित्तयोः | 
तयोः कल्ककषायाभ्यां चक्रतैलं विपाचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सर्पिश्च पकं वीसपेकक्षादाह्मलजीजयेत्‌ | 
मेहगुल्मानिलश्लेष्मविबन्धांस्तैलमेव च ॥ ४८ ॥ 
दन्ती और द्रवन्ती की जड़ को पिप्पडी के चूर्ण तथा 
शहद से लिस कर मिट्टी शौर कुशा से छपेट कर पुटपाक विधि 
से स्वेदित कर निकाल के सुखा लेवें fix faq की तरह 
श्लेप्मा और पित्त के रोगियों में सेवनार्थ अयुक्त करे। इसी 
तरह दन्ती और द्रवन्ती के कर्क तथा छाथ से चक्र तै 
(ag से निकाला तिळ i) सिद्ध कर लेवें 


अध्यायः ४४ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 
च््म्प्स्य््ण्न्स्स्न्भ्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य््स्स्स्ल्िलस्‍्स्‍ल्‍इस्‍क्‍ डा 


१६४ 


तथा छत भी सिद्ध कर छें। यह घृत चीसर्प, wer और | भर लेकर सबका महीन चूर्ण कर ले तथा इसमें edt को दो 
अलजी को नष्ट करता हे तथा तेल प्रमेह, गुल्म एवं वातजन्य | तोले भर मिलाकर सबका महीन कपड्छुन चूर्ण करके ६ तोळे 


तथा कफजन्य मलावरोध को नष्ट करता है ॥ ४९-४८ Ml 
TIRE शकच्छुकवातसंरोधजा रुजः | 
दन्तीद्रवन्तीसरिचकनकाहृयवासकेः ॥ ४६ ॥ 
विश्वभेपजमृद्वीकाचित्रकेमूत्रभावितम्‌ | 

2 g मेतद्विरेच 
सप्ताहं सर्पिपा चूण योज्यमेतद्विरेचनम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीर्णे सन्तर्पेणं क्षोद्रं पित्तश्लेष्मरजापहम | 
अजीणेपार्वेरुकपारडुप्लीहोदरनिबहणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
घृत, तेल, घसा और AA यह चार प्रकार का स्नेह मल, 
वीर्य और वायु इनके अवरोध से उत्पन्न हुई ध्याधियों को 
नष्ट करता है। दन्ती, द्रवन्तो, काळी alta, कनकाहा 

( नागकेशर ), यवासा (दुरालभा ), सोंठ, a और 

चित्रक इन्हें समान प्रमाण में लेकर सात दिन तक गोमूत्र में 

भावित कर छत के साथ विरेचनार्य प्रयुक्त at आओपध के 
जीर्ण होने के बाद छाजसकतु से सन्तपण तया शहद का सेवन 
att यह विरेचक योग पित्त और कफ फे रोग, अजीण,* 
पार्श्वपीडा, पाण्डु तया प्लीहोद्र को नष्ट करता दै ॥ ४९-५१३ ॥ 

गुडस्याष्टपले पथ्या विंशतिः स्युः पलं पलम्‌ । 

द्न्तीचित्रकयोः कपौ पिप्पलीत्रिवृतोदेश ॥ ५२॥ 

कृत्वेतान्मोदकानेकं दशमे दशमेऽहनि | 

ततः खादेदुण्णतोयसेवी नियन्त्रणास्त्विमे ॥ 

दोपन्ना ग्रहणीपाण्डुरोगाशेःकुषए्ठनाशनाः ॥ ५३॥ 

पुराना YF भाठ पळ, Bre बीस नग, दन्ती और चित्रक 

एक २ पळ, पिप्पली और निशोथ एक २ कर्प (तोला) 
भर लेकर खाण्ड फूट के उक्त गुद में मिला कर वरावर फे 

प्रमाण में दुस मोदक बनाना चाहिये। इनमें से एक २ 

मोदक प्रतिदिन दसवें दिन खावे तथा ऊपर से गरम जल 

पीचे tates चातातपादि के परहेज के विना ही सेवन 
करने से दोषों के नादाक तथा संग्रहणी, पाण्डुरोग और कुष्ठ 
को नष्ट करते हैं ॥५२-७४ ॥ 
व्योषं Heras मुस्ता विडङ्गामलके तथा ॥ ५४॥ 
नवेतानि समांशानि त्रिवृदृष्टयुणानि घे । 
श्लच्णचूर्णीकृतानीह दन्तीभागद्दयं तया ॥ ५५॥ 
सर्वाणि चूर्णितानीह्‌ गालितानि विमिश्रयेत्‌ | 
पड्भिश्व शकराभागेरीपत्सैन्धवमाक्षिकेः॥ ५६॥ 
पिण्डितं wetter तु ततः शीताम्बु पाययेत्‌ । 
बस्तिरुकूठृडञ्वरच्छर्दिशोपपाण्डुश्रसापहम्‌ ॥ ५७॥ 
नि्येन्त्रणमिदं सबं निषघ्नन्तु विरेचनम्‌ । 
त्रिवृदष्टकसंज्ञो$्यं प्रशस्तः पित्तरोगिणाम्‌ ॥ vs ॥ 
WA: चीराहुपानो वा पित्तश्लेष्मातुरेनेरे: | 
भक््यरूपसघमेत्वादाठ्येष्वेव विधीयते ॥ ५६ ॥ 
als, मरिच, पीपल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, 
नागरमोथा, वायविदन्न और आंवला ये नौ द्रव्य समान भाग 
अर्थात्‌ इनको एक एक तोळे भर लेवे तथा निशोथ भाठ तोळे 


TR एवं एक तोळे भर नमक तथा मधु मिला कर छोटे छोटे 
( एक २ तोळे भर के ) weg चना कर सेवन करें। वाद में 
ठण्ढे पानी का अनुपान करे । इस योग से चस्ति फे विकार, 
TT, ज्वर, चमन, शरीर की दुर्वा, पाण्डुरोग तथा अम- 
रोग नए होते हैं। यह योग भी शीतवातातपादि west के 
विना ही सेवन किया जाता है तथा चिप का नाशक पुवं 
विरेचक है। यह 'त्रिवृदृष्ट' सज्ञा वाळा योग पित्तके रोगियों के 
लिये श्रेष्ठ दै । कफ और पित्त के रोगों से पीडित aga इस 
योग को दुग्धानुपान से सेवन करें। यह wer पदार्थों के 
समान होने से धनाढ्य रोगियों के लिये भी उत्तम हे ॥५४-५९॥ 
तिल्वकस्य त्वचं शुण्कामन्तर्यल्कविवजिताम्‌ | 
चूणयित्वा तु at भागौ तत्क्रपायेण गालयेत्‌ ॥६२॥ 
ठृतीयं भावितं तेन भागं शुष्कन्ठु भावितम्‌ | 
दशमूलीकपायेण त्रिवृद्दत्सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ६१॥ 
an की जड़ के अन्दर की कठिन छाल छोड कर सूखी 
छाल का चूर्ण करके उसके तीन भाग सें से दो भाग लेकर 
उसी की छाल के फाथ से भावित कर पका लेवे । फिर तिइवक 
के चूर्ण के रोप तीसरे भाग को उसी के छाथ से भावित कर 
सुखा लेवे । पश्चात्‌ सव चूर्ण को मिला कर दशमूल के छाथ 
से भावित कर सुखा के faq की तरह विरेचनकमे में 
प्रयुक्त करें ॥ ६०-६१ ॥ 
विधानं ag निर्दिष्टं फलानामथ वद्ध्यते | 
हरीतक्याः फलं त्वस्थिविमुक्त॑ दोपवर्जितम्‌॥ ६२॥ 
योज्यं त्रिवृद्धिघधानेन सर्वव्याधिनिबहंणम्‌ | 
रसायनं परं मेध्यं दुष्टान्तत्रणशोघनम्‌॥ ६३॥ 
अव तक विरेचनीय द्रव्यो की व्वचाओं की विधि का 
वर्णन किया है। अब विरेचनीय फलों की विधि का वर्णन 
करते हैं। हरीतकी के निर्दोष तथा अस्थिरहित फळ लेकर 
ब्रिद की विधि के अनुसार अयुक्त करने से सव रोगों का 
नाश होता हे । ये फल परम रसायन, मेधाके लिये हितकारी 
तथा दुष्ट और अन्तर्घण को शुद्ध करते हैं ॥ ६२-६३॥ 
विमदो.--प्रशस्तफलानि--आपूर्णरसवीर्याणि काले काले यथा- 
विधि । आदित्यपवनच्द्ायसलिळप्रीणितानि च ॥ यान्यजग्धान्य- 
पूतीनि निर्मेणान्यगदानि च॥ ( चरक )। रसायनरूत्णस-- 
लामोपायो हिं शस्ताना रसादीना रसायनम्‌ । यज्जराव्याधिविध्वसि 
भेपज तद्रसायनम्‌ । स्वस्थस्यीजस्कर यत्तु तदू वृष्य तद्रसायनम्‌ ॥ 
हरीतकी विडङ्गानि सैन्धवं नागरं Bar! 
मरिचानि च तस्सं गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६४॥ 
इरीतकी, वायविड$, सैन्धव, dis, निशोथ तथा afta 
इनका समप्रमाण चूर्ण वना के गोमूत्र के साथ सेवन करने से 
विरेचन होता हे ॥ ६४ tt 
हरीतकी भद्रदारु कुष्ठ rl i’ 
सैन्धवं शश्वङ्गवेर गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६५॥ 
हरड, देवदारु, कूठ, सुपारी, सैन्धव और ts इन्हें सम- 


१६६ सुत्रुतसंहिता | 


re TP PNR ~ 


NNN 
PS 


PARAL IL PLP LAL LL LPL 


प्रमाग नें चर्मित कर गोमूत्र के साथ सेवन करने से विरेचन | नष्ट करता है। ये तीनों अर्थात exe, वहेडा और आवळा 

होदा हे ॥ ६० ॥ अम्ल, कपाय, तिक और मधुर रसवाले होते हैं। cee 
त्रियुण घृतके साथ मिलाकर नित्य सेवन करने से सर्च 

चीलिनीफलचृण्व नागराभयचास्तथा | | को नष्ट करवी हैं तथा आयु की स्थापक द! सव मकार के 

लिह्याद्‌ शुडेच सलिलं पद्चाडुप्गं पिवेन्नरः ॥ ६६॥ | दरक फो का उपयोग इर्‌ की तरह व्रे । विशेष कर 


नीळिचीफळ, dis कौर हरइ इनके चूर्ण को गुड के साथ ! अमछतास के पके हुये फळ ( फळी) को योग्य समय में लेकर 


खाकर उष्णा जळ पीने से विरेचन होता द ॥ ६६॥ सात दिन तक वाळ(रत) सें गाइ कर रखें। फिर घूप में सुखा 
पिप्षल्यादिकघायेण पिचेत्पिष्टा हरीतकीम्‌ | र उनकी गिरी निकाल लेनी चाहिये । फिर इसे जळ में 


यैन्ववोपहितां योनो ea wares अथवा तिलो की तरह कोल्ह में पीस कर 
तवाहि ल एप योगा उरलनत | २०५ | सेल निकालना चाहिय इस de का उपयोग बारह चष तक 
ated के चूर्ण में सेन्वाळोन मिलाकर पिप्पल्यादिगग . 3 चरा के लिये होता हे! इस तेळ को ए्रण्ड तेल, कुष्ट तथा 

के छायानुपान से पीने से सद्य विरेचन होता है ॥६ | fees साथ मिलाकर चाटना चाहिये weg उष्ण 
हरीतकी मत्त्यमाणा नागरण गुडेन ग | ae का अनपान करना चाहिये । यह प्रयोग रेचन करता है। 
सैन्वगेपहिता ग5पि सातत्वेनामिद्दीपर्नी ॥ ६८ ॥ मी तरह एरण्ड के वेळ को foo freer छाथ के साथ 


— 


छातानुलोमनी वृष्या चेन्द्रियाणां प्रसादनी साथ मिला कर चालक 

ताइुलामची वृष्या चेन्द्रियाण् दनी | क्र्वा दुग्ध के साथ या मांसरस के ; 

सन्तर्पेगळुतान रोगान्‌ रायो हन्ति हरीवकी ॥ ६६॥ | इ, चत से छाण इच महुत्य और सुमार प्रकृति के मनुष्यों 
x मे प्रयुक्त करने से विरेचन करता दे ॥ ७०-७५॥ 


इरड के चूर्ण को सोद या गुड अथवा {सन्धव ल्वण के } 
साथ निरन्तर से ने से अभि को fa करतीहे aa} मणाचा वाधरुहिष्ठटः aon श्व॒ु gad ! । 


वावळी अनुलोमिची और चृष्यगुणवती दे पुर्व इन्द्रियों विरेचनानां तीच्छानां पयः सीर्व पर सतम्‌ ws ॥ 
प्रसादिका दे । सन्तर्पण को अधिकता से उत्पन्न इथे रोगों को | अन्नप्रयुक्त तद्धन्ति aay कम्मेविअसात | 
माप: इज सका तत 0८-९३ विजानता प्रयुक्तन्तु सहान्तमापे सञ्चयम्‌ 11 


विमशः--स्व तत्पर र a pid क सिनत्त्याइवेच दोषाणां रोगान्‌ इन्ति च दुत्तरान्‌ ॥७६॥ 
झुर | ai Asay TST दृष्णमुच्छत॥ (चरक) 1 क 
हे सुश्रुत! इस तरह मेने दिरेचक फलों के सेवन की विधि 
इयवाठे रोगियों में हरीतकी He नहीं eesti case कह दी हे अव विरेचक दुर्धां की सेवन विधि सुनो । ater 


[सद िण्कायिता- वेरलम्यामेते ।, 
९४४४४ eee AT » ( चरक ) । ara wT | चिरेचनों सें घूहर का era सबसे उत्तम विरेदक है किन्तु 
रोयाः--पने दा. क्ोठयन्ड्वानमल्वराः | SAAT 


गम 


cre seca या स्यौत्यनाचन इच्यानठा। | ee मदक करे से एवं कर्म में विश्रम होने से थह 
कर कळतही ~ Rn न नश्य WCAG | iq at तरह सार देवा fq ज्ञानवान्‌ Ries द्वारा 
टन्द्रियछोवतः लेते Sanz Ws 
Mh eg ee os पर 2! स्वुदीदुर्व दोषों के बड़े भारी सञ्चय को शीघ्र ही 


शीतमामलकं लूक पित्मेदःककापहम्‌ | ह 


मेदुन कर देता ह तथा दुस्तर रोगों को भी नष्ट कर देता है ॥ 
विभीतकमलुळल्लु कफपिचनिवर्हणम्‌ ॥ ७० ॥ 


विमदोः--ठवादळमेदा---दिविदध- त मतो aq बहुलिहचैत 


त्रीज्यप्यन्लकऋषायाणि सांतक्तमघुराणि च | - | FS) Sie कण्व्केरलेः प्रवरो were hd fret 
त्रिफला सतरोगव्नी त्रिभागघुतम च्छिता ॥ ७१ ॥ कोर wen नदिनान निवळ द्विवर्ष वा त्रिवर्ष वा झिझिरान्ते 
वचस. स्थापनं चापि छर्चान्‌ सन्ततसेविता | For ॥ ( चरक )1 
ट्रातकावघानच फलान्येव प्रयोजचेत्तू 1 ७९ ॥ सह्याः TAM SEAT: प्रथक्‌ | ८० ॥ 
विरिवनानि सर्वाणि विशेयाबतुरङ्गलात्‌ | कपायैः समभागं दु वदङ्गारैिंशोपितम्‌ | 
फलं काले समुद्धत्य सिकदायां निधापयत्त [पये येत | ७३॥ | अम्लादिमिः Gare परयोज्यं कोलसस्मितम्‌ ॥ 5१॥ 
सप्वाहभातय शुष्क ववा मसज्जानमुद्धरत | वृहत्पञ्वसूळ, छोरी कटेरी तया वडी केरी इनके अल्य 
चल बाह्म जल पक्त्वा 1तलण्द्ा प्रपीड्य च ॥ ७४ || | अल्य वने कार्या को समान अमाण रें लेकर निळा देवें तथा 
तस्योपयोगो वालानां Wasa दवादश | - सबको एक पात्र में भर कर के इहत्यादि सात काथो को 
लिह्यादेररडवेलन कुएनिकडुकान्त्रितम्‌ ॥ ७४ ॥ wae wae जिस प्रमाण में लिये हो उनसे से एक छाथ के 
घुलोदकब्बाठपिवेदेप योगो विरेचचेत्‌ । ae पिय हैं जाग 3 gr मिठा कर तेल sett पर 
एररढतेलं त्रिफलाकायेन त्रियुणेन त ॥ ७६॥ लता जा का कोट 


(कष ) के असाण सें टेकर काज़ी, सस्तु at सुरा के साथ 
युक्त पाच तथा AKA त बिस्चयंत्‌ । fra की तरह प्रयुक्त करना चाहिब 1 ८०-८१ 1 


PATTI योजितम्‌ 
वालदद्धतवकीगसक निवन ॥ ७५ ॥ सद्दाइक्षपच:पीतवेदानूत्वस्टुळे: कुदा | 


7 a ae Sa तथा पिच, नेद आर कफका नादक | पीता पिरेचयत्याशु शुडेचोत्कारिका कृता ॥ 5२ ॥ 
तदश न जावक SAT टटा ह चया कफ नौर पिच को | Bat वा साधितः सम्यक स्नदीक्वीर पयोधृ 


सूचरस्थानम्‌ । 


१६७ 


ER ENG IR EN Ta IA ARITA RRO Oar oO NANA SANNA, 


भावितास्तु ्तुद्ीक्तीरे पिप्पल्यो लबणान्तिताः ॥ 
gor कास्पिल्लकं वाऽपि तत्पीतं शुटिकीकृतम्‌ | ८३॥ 
थूहर के दुग्ध की भावना दिये हुये चावलों से वनाई हुई 
यवागू अथवा इस दुग्ध में, आवित गोधूम (गेहूं ) से गुढ 
में चनाई हुई उत्कारिका ( ळप्सी ), किंवा थूइर का दुग्ध, 
शाकर भोर घी इनका यथाविधि चनाया हुआ अवलेह, किंवा 


थूहर के दुग्ध से भावित तथा लूवणमिश्रित पीपल अथवा 


थूहर के दुग्ध में भावित कर वनाई हुई कम्पिज्ञक (arate ) 
की गुटिका इनमें से किसी एक योग का सेवन करने से स्यः 
विरेचन होता है ॥ ८२-८३ ॥ 
सप्तला शाद्विनी दन्ती त्रिवृदारग्वधं गवाम्‌ । 
मृत्रेणाप्लाव्य सप्ताह स्वुहीचीरे ततः परम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कीर्ण तेनेव चूर्णन माल्यं वसनमेव च | 
आधायावृत्य वा सम्यङ सरदुकोष्ठी विरिच्यते ॥ ८५॥ 
चीरत्क्फलमूलानां Rata: परिकीर्चितेः | 
झत्रेच्य सम्यम्रोगादीन्‌ यथावटुपयोजयेत्‌ ॥ ८६ ॥। 
सप्तला ( शेकाकाई ), शहिनी, दन्ती, निशोय और 
अमळतास की गिरी इन्हें समान प्रमाण में लेकर सात दिन 
तक गोमूत्र के साथ भावित कर घोंट के सुखा लेवे । फिर 
सात दिन ger के दुग्ध में भावित कर घोट के सुखा कर 
चूर्ण कर लेचें | 
स्माळ (aa) पर छिंडक कर सूंघने से या धोती ( वख ) 
पर छिड़क कर सूँघने से सुलायम कोष्ट वाले को 
जाता है। इस तरह विरेचनीय goat के चीर, चाळ, फल और 
मूळा ( जड़ों ) की कदी हुई विधियों का रोगादिकों का ठीक 
विचार कर यथावत्‌ प्रयोग करना चाहिये ॥ ८४-८६॥ 
त्रिव्च्छाणमितास्विस्नस्तिस्तत्व त्रिफलात्वचः | 
विडङ्ग पिप्पलीच्षारशाणारितखश्च चूणिताः॥ ss ॥ 
लिह्यात्‌ सर्पिमंघुभ्यात्व मोदकं वा शुडेन वा । 
भक्तयेन्निष्परीहारमेतच्छेछविरेचनम्‌ ॥ ८८॥ 
गुल्मान्‌ HAL कासं हलीमकमरोचकम्‌ | 
कफचातकृतांश्रान्यान्‌ व्याधीनेतदू व्यपोद्दति ॥ ८६ | 
निशोथ तीन ज्ञाण, त्रिफळा की छाळ तीन शाण, Fez, 
विप्पली और यवद्षार ये मिला कर तीन शाण लेकर सव का 
चूर्ण यना के aa और शहद के साथ तीन माशे से ६ मारो 
तक के प्रमाण मेंसेवन करे । अथवा शुड के साथ तीन तीन 
मादो भर के मोदक वनाकर सेवन करे । यह सर्व प्रकार के 


पथ्य से रहित श्रेष्ट विरेचन है। यह योग सर्व प्रकार के 


गुदम, CAT, कास, इलीमक, अरोचक तथा कफ और वात 
से उत्पन्न अन्य रोगों को नष्ट करता हे ॥ ८७-८९ ॥ 

aay तैलेषु पयःसु चापि मदेषु मूत्रेषु तथा रसेषु | . 
भच्यान्नलेहयोपु च तेषु तेषु विरेचनान्यमरसतिर्विदध्यात्‌। 


इस अध्याय में कहे हुये इत, तेल, दुग्ध, मद्य, सूत्र, . 


स्वरस, मोदक आदि wer पदार्थ, चावल, यवांगू आदि अन्न 


पदार्थ और अवलेह इनमें से जो योग्य हो उसके साथ प्रधान: 


~ 5 


मति du विरेचन का प्रयोग करे ॥ ९० ॥ 


फिर इस चूर्ण को किसी माला पर अथवा 


विरेचन हो 


"क्ट 


क्षीरं रसः कल्कमथो कपायः 
श्वतश्व शीतञ्च तथेव फाण्टम्‌ । ˆ 
कल्पाः Tet खलु भेपजानां 
यथोत्तरं ते लघवः प्रदिष्टाः ६१॥ 
इति श्रीसुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने विरेचनद्रव्यविकल्प- 
विज्ञानीयो नाम चतुश्वत्वारिंशो5ध्यायः ॥४४॥ 


VA 


थूहर आदि ga का दुग्ध, अन्य रेचक दर्व्यो के स्वरस 
कल्क, WA कपाय, शीतकपाय और फाण्ट ये भेपज के 
६ प्रकार के कल्प ( विधान ) होते हैं तथा ये उत्तरोत्तर हल्के 
होते हैं । कीर सव से गुरु तथा फाण्ट सबसे लघु दे ॥ ९१॥ “ 

विमर्शः--क्षीरं = दुग्धम्‌ , रस. ८ स्वरस", अस्य लक्षणम्‌ 
'आइतात्तत्क्षणाङृष्टाद्‌ द्रव्यात्सुण्णात्तमुद्धव. | वख्रनिष्पीटितो य* स 
रसः स्वरस उच्यते! ॥ आाद्रंद्रव्यामावे-कुडव चूर्णित द्रव्य प्रक्षिप्त 
द्विगुणे जले । अहोरात्र स्थित तस्माद्‌ भवेत्स्वरस उच्यते ॥? इति । 
कल्क = पिष्टद्रव्यपिण्टः, एतलछक्षणन-“-द्रव्यमात्र शिलापिष्ट शुष्क 
वा जलमित्रितम्‌ । तदेव सरिमि. ga: कल्क इत्मभिधीयते?॥ 
फपायः = कायः, अय शतकपायद्यीतकपायभेदेन द्विविध । द्वयोलै- 
क्षणम--“वही a कथित द्रव्य शतमाहुश्विकित्सका. । उपोपितं 
निञाया तु तोयस्थ शीतमुच्यते'॥ फाण्ट =कषायभेद', यथा-- 
कल्कितद्र्यपल चतुष्पले उष्णतोये क्षिप्त्वा क्षणकाल शरावाबूत 
सस्थाप्याथ afer वस्जपूत च फाण्ट इत्युच्यते । अस्यैतहक्षणम्‌-- 


'चूर्णमुप्णेन सम्पृक्त तत्फाण्टमभिधीयते ? इति । ४ कल्पा स्प्रकारा । 


इत्यायुर्वेदृतत्वसंदीपिकाभापायां सूत्रस्थाने विरेचनट्रव्यविकरप- 
विज्ञानीयो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 


— NAN 


पञ्चचत्वारिशात्तमोऽध्यायः | 


अथातो द्रवद्र्वयविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर 'रवद्रव्यनिधि? नामक अध्यार्य का 
वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत को 
कहा था ॥ १-२॥ 


पानीयमान्तरिच्तमनिर्देश्यरसमग्ृतं जीवनं तर्पणं 


'घारणमाश्वासजननं श्रमक्लमपिपासामदमूर्च्छातन्द्रानि- 


द्रादाह्रशामनमेकान्ततः पथ्यतमञ्च | ३ ॥ 


भन्तरिक्ष ( आकाश ) से गिरनेवाळा जळ अव्यक्त रस 
या अत्यल्प किंवा ईपद्‌ व्यक्त रस युक्त, अस्त के समान 
जीचन फे लिये उपयोगी, dans, शरीरधार॒क, आश्वास- 
जनक तथा थकाचट, ग्लानि, प्यास, मद, सूच्छां, तन्द्रा, 
निद्रा, दाह को शान्त करने.वाळा तथा निश्चयरूपेण सर्वा- 
वस्था में अत्यन्त पथ्य होता दे ॥ ३॥ : 

विमर्श।--कलमलक्षणम्‌--यो5नायासश्रमो देढे प्रशद्धः श्वास- 
वर्णित । क्लम"-स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थम्रवाधक.॥ तन्द्रा 
छच्षणम्‌--इन्दरयार्थेष्वसम्प्राप्तिगौरव जुम्मण क्लम ।_निद्रात्तैस्येव 
यस्येह तत्य तन्द्रा विनिर्दिशेत्‌ ॥ एकान्ततः पथ्यतमन्न--जलों सें 


RN CAT EEE ESE EEE aa eee NAA AAA Ame . 
PRR APPRAISAL AARP APL ALAA AL RAAT 
LLLP AAA ALL 


आन्तरिक्ष जल श्रेष्ठ हे ऐसा चरक ने भी कहा है--आन्तरिक्ष- 
मुदकानाम? इस जल में चूना तथा मेग्नेशियम के लवण नहीं 
होने से अत्यन्त सदु (६०% ) तथा आन्त्रिकज्वर, विसूचिका 
ane रोगोत्पादक जीवाणुओं से रहित होने से स्वास्थ्य के 
लिये श्रेष्ठ दै । 


तदेवावनिपतितमन्यतमं रसमुपलभते स्थानविशे- 
घाज्ञदीनदसरस्तडागवा प्र्वगणोद्विदविकिर- 


केदारपल्वलादिषु स्थानेष्ववस्थितमिति | ४ ॥ 


वही आन्तरिक्ष ( आकाशीय ) जल पृथ्वी पर गिर कर 
मधुरादि vat में से किसी एक रस को प्राप्त कर लेता है 
तथा स्थानविशेष से नदी, नद्‌, सरोवर, तालाव, वावडी, 
कूप, चुण्टी ( विना बंधा कंआ ), पर्वतादि से नीचे गिरने 
वाळा झरना, पृथ्वी को फोड़ कर जर निकलने चाळा स्थान 
( उल्निद ), वाल के गढे ( विकिर ), केदार ( खेत में बांध फर 
रोका हुआ ) और परळ ( पत्तों से आच्छन्न आनूप देशस्य छोटे 
तालाव ) आदि स्थानविशेषो में अवस्थित रहता है ॥ ४॥ 
विमर्शः-वैज्ञानिक लोग जळ को यौगिक मानते हैं तथा 
वह हैड्रोजन गैस के दो परमाणु तथा ओक्सिजन 
एक परमाणु के संयोग से जल का एक अणु वना है ( 1,0 ) 
अतः इस दृष्टि से आकाश तथा पृथ्वी पर का जळ एक ही दे 
किन्तु पृथ्वी पर के जळ में अनेक पदार्थ घुल जाने से वह 
झान्तरिक्ष जल से भिन्न गुणों वाळा हो जाता है। जैसा कि 
चरक ने भी लिखा है-- 
जलमेकविध सर्व पतत्वैन्द्र नमस्तछात्‌ | तत्पतत्पतितज्ञेव देश 
कालानपेक्षते ॥ सात्पतत्सोमवाखर्के स्पृष्ट कालानुसारिभिः। शीतो- 
ष्णत्निग्धर्क्षादरेयंथासन्न महीयुणे. ॥ शीत शुचि शिव सृष्ट विमल 
लघु षड्गुणम्‌ । प्रकृत्या दिव्यसुदक अष्ट पात्रमपेक्षते ॥ वर्षा जल 
का सद्ठठन--एक लिटर (९०) तोळे पानी में २५ सी० सी० 
(२ तोळा) वायवीय पदार्थ जैसे ६४% नायट्रोजन, ३४% 
आक्सीजन, २% कार्वन डायाक्साइड होता हे । जहां कल 
कारखाने अधिक हों उनसे निकले कजली, धूलि वर्षा जळ 
में मिल जाते हैं। वर्पारम्म का जळ वायुमण्डळ अशुद्ध रहने 
से'८ंपेय माना गया है । अनात्तवत्ञ यदिन्यमात्तंव प्रथमन्न यत्‌ 
लूतादितन्ठुविण्मूचविषसइछेपदूपितम्‌ ॥ न पिवेतः। ( वाग्भट ) । 


तत्र, लोहितकपिलपारडुपीतनीलशुक्लेष्ववनिप्रदे- 


शेषु मधुराम्ललवणकडुतिक्तकषायाणि यथासद्वःथमुद- | 


कानि सम्भवन्तीत्येके भाषन्ते ॥ ५ ॥ 


देशों मे AN, अम्ल, SAN, कटु, तिक्त और 
चाळा पानी यथाक्रम से होता है, ऐसा जळ में रसोत्पत्ति के 
विषय में कई आचायोँ का मत है ॥ ५॥ 

विमशेः-चरक तथा अष्टाइरसंग्रह का मत--दवेते कषाय 
भवति wet चैव तिक्तकम्‌ । कमिले क्षारससष्टमूपरे ठवणान्वितम्‌ ॥ 
कड पर्वेतविस्तारे मधुर कृष्णमृत्तिके ॥ 


तत्तु न सम्यक्‌ | तत्र एथिव्यादीनामन्योन्याचुपन- || Ser ही अविकृत वना रहे तो जानो कि गाड जळ वरसभ्रहा 


वेशकृतः सलिलरसो भवत्युत्कर्षापकर्पण | तत्र, स्व- 


छायां मधुरम्‌ | तेजोगुणभूयिष्ठायां कटुकं तिक्तं च । 
वायुगुणभूयिष्ठायां कषायम्‌ | 'आकाशगुणभूयिष्ठायाम- 
व्यक्तरसम्‌ , अव्यक्तं ह्याकाशसित्यतः; तत्‌ प्रधानम- 
व्यक्तरसत्वात्‌ | तत्पेयमान्तरिज्ञालाभे ॥ ६॥ 
धन्वन्तरि का मत है कि उक्त कई आचायों का मत ठीक 


नहीं है । क्योंकि उत्कर्ष (आधिक्य) तथा अपकर्ष ( अद्पता ) 
रूप से जो एथिवी आदि पञ्च महाभूतो का परस्पर प्रवेश 


( सम्मेलन ) होता है उससे ही जळ में मधुरादि wt का 
सेद हुआ करता है । इनमें जहां एथिवी के गुण अधिक हो ऐसे 
भूप्रदेश के जल में अम्छ या लवण रस वाळा जळ होता है। 
जल फे अधिक गुण वाले भूप्रदेश के जळ में मधुर रस, तेज 
के अधिक युणवाळे भूप्रदेश के जळ में कडु और तिक्त रस, 
वायु के अधिक गुणवाले भूप्रदेश के जळ में कपाय रस तथा 
आकाश के अधिक गुण चाले भूप्रदेश के जळ में अव्यक्त रस 
वाळा जल होता है । क्योंकि आकाश स्वयं अव्यक्त है । तथा 
यही अव्यक्त रस वाला जल प्रधान हे । आन्तरिक्ष जळ के 
अभाव में इसी अव्यक्त रस वाळे जळ को पीना चाहिये ॥ ६॥ 

तत्रान्तरिक्तं चतुर्विधम्‌ | तद्यथा-घारं, कारं, तौपारं; 
दममिति | तेषां धारं प्रधानं, लघुत्वात्‌ | तत्‌ पुन्हिः 
विघं-गाङ्गं, सामुद्रं चेति । तत्र गाङ्गमाश्वयुजे मासि 
प्रायशो वर्षेति । तयोष्टेयोरपि परीक्षणं कुर्वीत-शाल्यो- 
द्नपिएडमङुथितमविद्ग्धं रजतभाजनोपहितं वर्षति 
देवे बहिष्कुबीत, स यदि मुहूत्त स्थितस्तादृशा एव 
भवति तदा गाङ्गं पततीत्यवगन्तव्यम्‌} वर्णान्यत्वे 
सिक्थप्रक्नेदे च सामुद्रमिति rar, तन्नोपादेयम्‌ | 
सायुद्रमप्याश्वयुजे मासि गृहीतं गाङ्गयद्भवति । गाङ्गं 
पुनः प्रधानं, तदुपाददीताश्वयुजे मासि । शुचिशुक्कवि- 
ततपटेकदेशाच्युतमथवा हम्येतलपरिश्रष्टमन्येर्मा शुचि- 
मिर्भाजनेग्रेहीतं सौवण राजते सृन्मये वा पात्रे निद- 
ष्यात्‌ | तत्सर्वेकालसुपयुज्जीत, तस्यालाभे भौमम्‌ | 
तञ्चाकाशशुणबहुलम्‌ | तत्‌ पुनः सप्तविधम्‌ | तद्यथा-- 
कोर्प, नादेयं, सारसं, ताडागं, प्राख्वणम्‌ , efx, 
चौण्व्यमिति ॥ ७॥ 


आकाश से गिरता हुआ जल चार भ्रकार का होता है। 


॥ धार, कार, तौपार 
उनमें छाळ, कपिल, पाण्डु, नीळ, पीत और श्वेत भूमि | घार, कार, तौषार और al इनमें जो धारा रूप में 


कषाय रस! 


चरसता है वह प्रधान है क्योंकि वह हल्का होता है। फिर 
इस धारा जल के दो भेद होते हैं, गाड़ और सासुद । प्रायः 
आश्विन के मास में जो बरसता है वह गाइ है। इन गाङ्ग 
और सामुद्र जळ की परीक्षा करनी चाहिये। पानी वरसने 
के समय अकुथित ( सढ़ानरहित ) तथा अविदग्ध ( वर्णवि- 
इतिरहित ) ऐसा पके हुये शालिचावलों का पिण्ड बना के 
उसे चांदी के पान्न में रख कर खुले आंगन में रख देवे । वह 
बरसते पानी में एक सू हुत्ते ( ४८ मिनट ) रखे रहने पर यदि 


लक्षणभूयिष्ठायां : और 
लक्षणभूयिष्ठायां भूसावस्ल Taz | अम्बुगुणभूचि- | ध्व र यदि उस शाळिचावल पिण्ड का रङ्ग वदळ जाय तथा 


उत्पन्न हो जाय तो जानो कि सामुद्रजल वरस रहा है 


श्रध्यायः ४५ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१६६ 


उसे पीने के कार्य में नहीं ग्रहण करना चाहिये। किन्तु आश्विन 


मास में बरसने वाळा सामुद्र जल भी गाडू के समान दोष- 
रहित होने से पीने योग्य होता है। उभयमकारक जल में 
गाडू जल प्रधान हे । उसे आशिन के भास में एकत्रित करना 
चाहिये। पवित्र तथा खेत वर को खुले मेदान में फेला कर 
उसके पुक प्रदेश से चुआ BBE पात्र सें भर लेवे अथवा 
पक्के मकान की साफ छत से गिरा हुआ अथवा अन्य पवित्र 
पात्रों में थम सञ्चित कर फिर सोने, चांदी या मिट्टी के बडे 
“पात्रा में रखना चाहिये । इस प्रकार से शुहीत तथा सुरक्षित 
जल को बारहो मास पीने के कार्य में लेना चाहिये । गाङ्ग जल 
के नहीं मिलने पर भौम जळ कार्य में लेवे किन्तु भौम जल 
भी आकाश गुण अधिक भूमि का होना चाहिये। भौम जेल 
सात प्रकार का होता है जैसे कुएं का, नदी का, तालाब का, 
तदाग का, झरने का, पृथ्वी को फोड़कर निकला हुआ ( सोते 
का ) और चुण्टी ( बिना बन्धे हुये) का जळ ॥ ७॥ 
विमश्ः--यारामि. पततीति धारम्‌। उक्त च-'धाराभिः पतितं 
तोय गुदीतं स्फीतवाससा । शिलाया वसुधायां वा धौताया पतितं च 
यत्‌॥ सौवर्णे राजते ताम्रे स्फाटिके काचन्निमिते । भाजने सृन्मये 
वाऽपि स्थापित धारसुच्यते ॥? इति । कार =वर्षोपलोद्भवम्‌। “करो 
वर्षोपले? इति मेदिनी। तौषारम्‌ = आन्तरिक्षजलनि चयजातम्‌?। fas 
स्फरिकशिलाशकल्सदृशाद्मोदवम्‌ | 


.. चरक में आन्तरित्त जळ के गाड और सासुद ऐसे भेद 
नहीं किये हें । हारीतसदितोक्तसासुद्रजललक्षणम्‌-आविछ समळ 
ate घन पीतमथापि चा। सक्षारं पिच्छिलञ्चेव सामुद्र तनिगथते ॥ 
वर्तमान में मकान की छतो के वर्षा जळ को wet करने के 
यन्त्र होते हें जिन्हें Robert's or grbb's rain water separ 
rator कहते हैं । ये शुद्ध पानी ही अहण करते हैं। 


तन्न वर्षास्वान्तरिक्षमौद्धिदं वा सेवेत, मद्दाशुण- 
त्वात्‌ | शरदि aa, प्रसन्नत्वात्‌. | हेमन्ते सारसं 
ताडागं या; वसन्ते कोपं प्राखवणं वा; ग्रीष्मेऽप्येवम्‌ ; 
प्रावृषि चौणव्यमनभिवृष्टं सर्वेश्वेति ॥ ॥ ` 
ˆ इनमें से वर्षा काळ में आन्तरिक अथवा औद्धिद जल को 
अधिक गुणयुक्त होने से सेवन करना चाहिये । शरद चत्तु में 
सर्व प्रकार के जों को सेवन कर सकते हैं क्यों कि अशस्त्यो- 
दय से सब जळ प्रसन्न ( निर्मळ ) हो जाते Ei हेमन्त ऋतु 
में सरोवर या तालाब का पानी पीना चाहिये । वसन्त ऋतु 
में कुंये अथवा झरने का पानी पीना चाहिये। ston ऋतु में 
भी यही जळ पेय है । भावद ऋतु में चुण्टी ( अबद्ध कूप) का 
तथा वर्षा के जल से अदूषित कोई भी जळ पी सकते हैं ॥ ८ ॥ 
विमशः--चरके-शरदि इसोदकस्य सर्वश्रेष्ठता-दिवा सर्याशुस- 
न्तप्तं निशि चन्द्रा्ुशीतलम्‌। कारेन पक्व निर्दोषमगस्स्येनाविषो- 
कृतम्‌ ॥ हसीदकमिति ख्यात शारद विमल शुचि । स्वानपानावगा- 
हेषु हितमम्दु यथाऽख्ृतम्‌ ॥ दूपितवर्षाजळपान निषिद्वम्‌-वलाहकाचा. 
समदा कीटा लताश्च खेचराः । तद्विषोत्सर्गससर्गादग्राह्य तत्तदा 
AEA ॥ | 
हि ans य | 
त्करयुतं कलुषं विषसंयुतम्‌ । ६ ॥ 
२२ go 


योऽवगाहेत वर्षासु पिवेदा5पि नवं जलम्‌ | * , 


स बाह्याभ्यस्तरान्‌ रोगान्‌ प्राप्नुयात्‌ क्षिप्रमेव तु ॥१०॥ 
विपेले कीडों के मूत्र, मछ, अण्डे तथा सडे गळे किसी सी 
प्राणी फे gala दूषित एवं घास, वृत्तां के पत्ते तथा उत्कर 
(कूडा ) से युक्त, फलषित और विपयुक्त ऐसे वर्षा के पानी 
में जो व्यक्ति स्नान करता है अथवा उस वर्षा के नवीन जल 
को पीता है वह शीघ्र ही फोड़े, फुन्सी आदि वाह्य त्वम्नोग तथा 
अतिसार, कृमि आदि आभ्यन्तरिक रोगों को प्राप्त करता है ॥ 
विमक्षः--कण्डूकुष्ठादिकान्‌ Tata, कफयुर्मोदरामयाद्या- 
भ्यम्तररोगान्‌। तदुक्तम्‌-'स्नानेन त्वग्भवान्‌ रोगान्‌ कण्डूकुष्ठवि- 
सर्पकृत.। पानेन कफयुल्माना कृमीणा वरसम्भवान्‌ । करोति विवि- 
धान्‌ रोगान्‌? शति | 
eet में वनस्पतिज, खनिज या'पार्थिव और प्राणिज 
ऐसी जळ में तीन अशुद्धियां मानी हें । वानस्पतिक अशुद्धि से 
अतिसार, खनिज अशुद्धि से मलावरोध, अझ्निमान्य, अतिसार 
और Tere ( ७०४४४ ) एवं प्राणिज अशुद्धि से 799०1, 
( आन्तरिक saz) तथा अनेक प्रकार के कृमियों के रोग होते 
हैं। निम्न कमि महत्त्व के हैं । Round worm (गण्डूपदक्मि), 
Thread worm ( सूत्रकृमि ), Tape worm ( चपटे कमि ), 
Hook worm (अछुशमुख कृमि), Winp worm (प्रतोदऊमि), 
ओर Guinea worm ( स्नायुक कृमिनत्रेहरुआ ) आदि । 
तत्र यत्‌ प्ठशैबालहटतृणपद्यपत्रप्रथतिभिरवच्छन्नं 
शाशिसूर्येकरणानिलेनाभिजुष्टं , ,गन्धवणेरसोपसष्टयव 
तब्यापन्नमिति विद्यात । तस्य iguana 
पाकदोषाः षट्‌ सम्भवन्ति । तत्र, खरता पेच्छिल्यः 
Hoa दुन्तमाहिता च स्पशीदोषः; पङ्कसिकताशोवाल- 
बहुवणेता रूपदोषः; व्यक्तरसता रसदोषः; अनिष्टः 
गन्धता गन्धदोषः; यदुपयुक्तं दृष्णागौरवशूलकफम्रसे- 
कानापादयति स वीर्यदोषः; यदुपयुक्तं -चिराद्धिपच्यते 
विष्टम्भयति बा स विपाकदोष इति । त एते आन्तः 
रिचे न सन्ति॥ ११॥ 
उक्त भौम जलों में जो जळ कीचड्‌, शेवाळ ( काई ), 
हटतृण ( जळङ्म्मी ) और कमळ के पत्ते इससे व्यास हो, 
तथा जो चन्द्र और सूर्य की किरणों से और वायु से स्ए नहीं 


होता हो तथा जिसमें गन्ध आती हो | नीळ-पीत-हरिता 


युक्त हो और अव्यक्त रस न हो कर अम्ल, लवणादि रस युक्त 
हो गया हो उसे व्यापन्न ( विकृत ) समझना चाहिये । उस 
पानी के स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वीर्य और विपाक ये छ दोष 
होते हैं । उनमें तीचणस्पशता, पिच्छिळता, उष्णता और art 
को क्षकन्षना ये स्पर्श दोष हें 1 कीचड, वाळ, काई अथवा 
विविधवर्णता a रूपदोष हैं। पड़सों में से किसी भी रस का 
पीते समय ज्ञान होना रस दोष है । खराब गन्ध आना गन्ध 
दोष दै। जिस जळ के पीने से प्यास अधिक wa, शरीर में 
भारीपन प्रतीत हो, उद्रादि या शरीर के किसी भाग में शूळ 
चले तथा कफ गिरने छगे तो वीर्य दोष, समझना 
चाहिये । जिसके पीने से देर से हाजमा हो तथा उद्र में 
मलादिक का विष्टम्भ हो उसे विपाक दोष कहते हैं। उपर्युक्त 


१७५ 


eS tye td a ee ST eee विवि —<—— 


सुश्र॒तसंहिता | 


rn Ser IP 
प्रकार के दोप आन्तरि जळ में नहीं होते हैं ॥ ११॥ | वख से छानना, BRIT तथ स्फटिक प्रचेप ॥ १७॥ 


सुर्यातपप्रतापनं तप्ताय:पि- 


व्यापन्नस्य 'चाभिकथनं कू 
शंडसिकतालोष्टाणां वा निर्वापणं प्रसादनव्व कत्तव्य 


aot वा नि 


नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रश्नतिभिश्वाधिवासनमिति 


दूषित जळ शोधन--विक्त जल को अभि पर उवालना, 
सूर्य की धूप से खूब तपाना, तपे हुये लोहे के पिण्ड, चाल, 
तथा मिही या ईंट के पिण्डों को उस पानी में चुझाने से उसका 
प्रसादन ( शोधन ) हो जाता है एवं उस पानी को नागकेशर, 
चम्पा के पुष्प, कमळ, पाटला ( केतकी ) आदि grat से अधि 
चालित ( सुगन्धित ) करना चाहिये ॥ १२॥ 
विमझीः-जळ को उवाळने से उसमें स्थित सर्व विकारी 
जीवाणु तथा कृमि नट हो जाते हैं तथा उसमें विलीन हुये 
अमोनिया आदि गैस उड़ जाते हैं खरिका तथा अन्य पदार्थ 
तली में अवक्तिप्त हो जाते हैं। सूर्य किरणों से भी जीवाणु 
नाशन होता है तथा नदी, ताछाव, सरोवर आदि के जला का 
शोधन सूर्य किरणों से ही होता है। तप्तायःपिण्डादिनिर्वापण 
का प्रयोग तृपा-झान्त्यर्थ रोगावस्था में करते हैं। तृषि जल 
सृद्‌सृटलो्टोद्भवम्‌ | ( वाग्मट) । चर्तमान जल्शोधन पद्धतियाँ- 
(4) भौतिक विधि में जळ का तिर्यक पातन (Distillation), 
उत्क्थन तथा Ultra—Violet—ray’s का प्रक्षेप । (२) रासा- 
यनिक विधि--मैं प्रचेपण ( Precipitation ) HA चूना, फिट- 
करी आदि जन्तुनाशनार्थ पोटेलियम परमैंगनेट, नीलतुत्य, 
क्लोरिन गेस जादि। (३) यांत्रिक निधारक ( Mechamical- 
filtration | = 
सौवणे mo कांस्ये सणिमयेऽपि वा | 
पुष्पावतंसं भौमे वा सुगन्धि सलिलं पिवेत्‌ ॥ १३॥ 
व्यापन्न व्जयेत्रित्य तोयं यचचाप्यनातंवम्‌ । 
दोषसञ्जननं ह्येतज्ञाददीताहितन्तु तत्‌ ॥ १४॥ 
व्यापन्न सलिलं यस्तु पिबतीहाप्रसाधितम्‌ | 
aug पाण्डुरोगञ्च त्वग्दोषमविपाकताम्‌ ॥ १५ ॥ 
खासकासप्रतिश्यायशूलगुल्मोदराणि च । 


अन्यान्‌ वा विषमान्‌ रोगान्‌ ध्राप्नुयादचिरेण सः।१६॥। 


सोने, चांदी, तान्न, कांसा और मणि से चने पात्र अथवा 
मिही से चने पात्र में घुष्पाधिवासित जरु को रख कर पीना 
व्वाहिये। अच्छी ऋतु के विकृत जळ को तथा वेमौसम में 
बरसे हुये जळ को नहीं पीना चाहिये क्यों कि ऐसा जळ दोपों 
को उत्पन्न करता है अतएव अहितकर होने से वर्जितं है । जो 
व्यक्ति विकृत जळ को शोधन किये विना पीता है वह शोथ 
पाण्डुरोग, त्वचा के रोग, अजीर्ण, श्वास, कास, प्रतिश्याय, 
शूळ, गुल्म, उद्र तथा विभिन्न प्रकार के विपम रोगों को ची 
ही प्राप्त करता हे ॥ १३-१६ ॥ 


तत्र सप्त कलुपस्य प्रसादनानि भवन्ति । तद्यथा- 
कतकगोसेदकविसग्रन्थिरैबालमूलवख्ाणि मुक्ताम- 
णिश्नेति ॥ १७॥ 


कलपित हुये जल को शुद्ध करने के लिये हैं 
जैसे निर्मली के फळ, गोमेदुमणि, कमळ ate, केळ 


विमश्ञः--कतकफछ जल के मलों को नीचे बैठा देता है । 


चद से छानने पर amet तथा जन्तु रहित हो जाता है। 
ध्वनवखपरिक्ावै' शुद्र॒जन्तमिरक्षणम! ॥ ( अ० सं० ) 1 “वखपूत 
पिवेञ्जळम्‌? (मनु )। ' 


पञ्च निचेपणानि भवन्ति | तद्यथा- फलकं) व्यष्ट- 
क, सुञ्जबलयः, उदकमञ्चिका, शिकयञ्चेति ॥ १८॥ 

जल पात्र रखने के पांच साधन हें । जेसे फलक ( सिम्ब- 
छादि का तखत ), न्यथ्टक या त्रिपादिका ( Trypot), मूँज 
को घेरा (agar या इण्डवे ), उदकमञ्चिका और 
(छींका )॥ १८॥ 

विमर्वाः-निक्षिप्यते स्थाप्यतेऽत्रेति निक्षेपणमासनम्‌॥ 

सप्रशीतीकरणानि भवन्ति तद्यथा$-प्रवातस्थापचम्‌, 

sea, यष्टिकाभ्रामणं, “व्यजनं वखोद्धरणं, 
चालुकाप्रचेपणं+ शिकयाबलम्बनब्ञेति ॥ १६ ॥ 

उबले हुये जळ को ठण्डा करने की सात विधियां हें । वायु 
मे जळ पात्र को रखना, जलपान्न पर वाद्य शष्ठ की ओर ठण्ढे 
पानी की धार छोड़ना, sed से पानी को हिलाना, पंखे से 
हवा करना, शीतळ जल से भींगा कपड़ा रखना, जळ में रेत 
छोड़ना या रेत में जलूपान्न को गाडना तथा THT को छींके 
पर रखना ॥ १९॥ 

निगेन्धमव्यक्तरसं तृष्णाघं शुचि शीतलम्‌ | 
अच्छं लघु च EES तोयं शुणवदुःच्यते | २०॥ 

जो जळ गन्धरहित, भधुरादिरस जिसमें व्यक्त न हो, 
तृषा को मिटाने वाळा, शुद्ध, शीतळ, स्वच्छ, इळका तथा हृदय 
या मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने चाळा जळ अच्छे गुणों चाळा 
कहा जाता है ॥ २० ॥ क 


ˆ तत्र नद्यः पश्चिमामिमुखाः पथ्याः, लघूदकत्वात्‌ | 
पूर्वाभिमुखास्तु न प्रशस्यन्ते, शुरूदकत्वात्‌ | दक्षिणा- 
भिमुखा नाऽतिदोषलाः, साधारणत्वात्‌ । तत्र सह्यप्र- 
भवाः कुष्ठं जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः Es पाण्डुरोगञ्च 
सलयप्रमवाः कृमीन्‌, महेन्द्रप्रभवाः श्लीपदोद्राणि, 
हिमवस्रभवा हृद्रोगश्वयशुशिरोरोगरलीपद्गलगण्डान्‌, 
आच्यावन्त्या अपरावन्त्याञ्माशीस्युपजनयन्ति, पारिया- 
न्नप्रभवाः पथ्या बलारोग्यकये इति ॥ २१॥ 

जो नदियां पश्चिमामिसुख बहती हैं उनका जळ इळका 
होने से वे पथ्यकर हैं। जो नदियां पूर्वामिसुख बहती हैं उनका 
जळ भारी होने से वे प्रशस्त नहीं हैं । जो नदियां दुक्तिणामि- 
सुख वहती हैं वे साधारण होने से अधिक दोपकारक नहीं हैं। 
जो नदियां सपर्वत से निकळती हैं उनका जळ कुष्ट रोग पैदा 
करता है । विन्ध्य पर्वत से निकली नदियों का पानी कछ और 
पाण्डुरोग को उत्पन्न करता है। मळ्याचछ से निकली नदियों 
का पानी कृमिरोग, महेन्द्र से निकली नदियों का पानी रळीपद्‌ 
रोग, हिमालय से निकली नदियों का पानी हृदयरोग, शोय 
शिरोरोग, शढीप्रद तथा गलगण्ड रोग पैदा करता है । अन्वती 


TIT: ४५ ] 


सून्नस्थांनम | 


१७१ 


(उजयिनी) प्रदेश से पूर्व तथा पश्चिम को बहने वाली नदियों 


चन्द्रकान्त सणि ( Moon stone ) का जल रक्ष ( निश्ञा- 


का जल अश पेदा करता है। पारियात्र सै निकली हुई नदियों | चर या कृमि ) का नाशक, शीतळ, हृदय को जाह्नाद देने 
का पानी पथ्यकारक, वळदायक और नीरोगता को करता है २१| वाला, ज्वर, दाह तथा विपां का नाशक, पित्तञ्च और निर्मळ 


विमर्शः--नदीजलों के विषय में 'वाग्भट तथा चरक का 
निन्न मत है--पश्चिमोदधिगा- state याश्वामलोदका । पथ्या* 


होता हे ॥ २७॥ 
विमर्शः--“दववति च हिमरश्मावुद्वते चन्द्रकान्त । (भवभूतिः) 


समासात्ता नदो विपरीतार्त्वतोऽन्यथा ॥ उपलास्काळनाक्षेपविच्छेदैः सूच्छापित्तोष्णदाहेषु विपे रक्ते मदात्यये | 


खेदितोदका. | द्दिमवन्मल्योद्‌मूता. पथ्यास्ता एव च स्थिराः | कमि- 
इलीपददत्कण्ठशिरोरोगान्‌ प्रकुर्वते ॥ 


नयः शीघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याश्चामलोदकाः | 


भ्रमक्तमपरीतेपु तमके वमथौ तथा ॥ 
Beal रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ २८ ॥ 


शीतळ जळ मूर्च्छा, पित्त के रोग, उष्ण ( ग्रीष्म) काळ, 


गुव्येः शेवालसंच्छन्नाः कलुषा मन्दृगाञ्च याः ॥ २२॥ शरीर में दाह, विपावस्या, रक्तविकार, मदात्यय, 'अम, छम, 


प्रायेण नद्यो मरुपु सतिक्ता लवणान्विताः | 
लघ्ञ्यः समधुराञ्चैव पोरुपेया बले हिताः ।। २३ ॥ 
जिन नदियों का पानी तेज वहता है तथा जो निर्मळ जळ 
चाळी होती हैं उन्हें या उनके जलको लघु जानो तथा जो काई, 
सिवार से आच्छन्न हो एवं मेली तथा मन्द गतियुक्त होती है 
उन्हें तथा उनके जल को भारी जानो । वहुधा सरुस्थळ की 
नदियां तथा उनका पानी तिक, लवण, कुछ कपाय और मधुर 


रस युक्त एवं पाक में लघु तथा वळवृद्धि के लिये हितकारक 
होता है ॥ २२-२३ ॥ 


तत्र सर्वेषां भौमानां ग्रहणं प्रत्यूपसि) तत्र ह्यम- 
लत्रं शैत्यञ्वाधिकं भवतिं, स एब चापां परो गुण इति।! 
सर्व प्रकार के भूमिजछों को सूर्योदय के पूर्व (उपाकाळ) 
अहण करना चाहिये । प्रातः काळ के जळ में निर्मळता और 
शीतलता अधिक रहती हे और ये ही जळ के श्रेष्ठ गुण माने 
गये हैं ॥ २४ ॥ 


दिवाकंकिरणेजुं निशायामिन्दुरस्मिमिः | 

अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्बुना ॥ २५ UI 

गगनाम्चु त्रिदोपन्नं शृहीतं यत्‌ सुभाजने | 

बल्यं रसायनं मेध्यं पात्रापेक्ति ततः परम्‌॥ २६॥ 

जो जळ दिन में सूर्य की किरणों से तथा रात्रि में चन्द्रमा 
की किरणों से स्पष्ट होता हो एवं रूचता से रहित हो तथा 
अभिष्यन्द्‌ ( क्लेद ) नहीं करता हो चह गगनास्डु ( आन्त” 
रि ) के तुल्य गुणो वाळा होता हे । अच्छे पात्र में इकट्ठा 
किया हुआ आन्तरिक्ष जळ त्रिदोपनाशक, वलवर्द्धक, रसायन 
और मेघा ( घारणाशक्ति ) वद्धक होता है। इसके अतिरिक्त 
जैले पात्र में जळ को सञ्चित किया जाय वेसे गुण या दोप 
उसमें उत्पन्न हो जाते हैं अतएव जळ के गुणदोष पात्रापेक्षी 
होते हैं । ae पात्रमपेक्षते ॥ २५-२६ ॥ 
विमदीः-अनभिष्यन्दो--इदयस्थान्ननिर्यासवादिख्रोतोसुखानि 

यत्‌ । युक्त लिम्पति पैच्छिल्यादमिष्यन्दि तदुच्यते ॥ वैशदात्‌ कफ- 
हन्तृत्वात्तान्येत्र विवृणोति यत्‌ । तदुक्तमनभिष्यन्दि द्रव्य द्रव्यविशा 
रदै* ॥ रसायनलक्षणम्‌-ळामापायो हि झास्तानां रसादीनां रसाय- 
नस्‌। ( चरक ) 1 

रत्तोन्नं शीतलं हादि ज्वरदाहविषापहम्‌ | 

चन्द्रकान्तोद्भवं वारि पित्तन्न॑ विमलं स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 


तमकश्चास, चमन की इच्छा तथा ऊर्ध्वग रक्तपित्त में प्रशस्त 
होता है ॥ २८॥ 
पाश्नेशले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे ॥ २६॥ 
आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सदयःशुद्धे नवञ्तरे | 
हिक्कायां Manet च शीताम्बु परिवर्जयेत ॥ ३० UI 
wage, प्रतिश्याय, वातरोग, गले ,की जकडाहट, 
आध्मान, स्तिमित ( आम ) कोष्ठ में, वमन-विरेचनादि द्वारा 
सद्यः शुद्ध हुये में, नवज्वर में, हिका और घृतन्तेलादि स्नेह पान 
करने पर शीतळ जळ का पीना वर्जित है ॥ २९-३०॥ 
नादेयं वातलं Sa दीपनं लघु लेखनम्‌ | 
तदभिष्यन्दि मघुरं सान्द्रं गुरु कफावहम्‌ ॥ ३१॥ 
तृष्णाघ्नं सारसं बल्यं कषायं मधुरं लघु | 
ताडागं वातलं सादु कपायं कठुपाकि च ॥ ३२॥ 
चातश्लेप्महरं वाप्यं सच्तारं कडु पित्तलम्‌ । 
सत्तारं पित्तलं कोपं श्लेष्मन्नं दीपनं लघु ॥ ३३ ॥ 
चौण्ट्यमध्निकरं Be मधुरं कफकन्न च | 
ae दीपनं ह॒य॑ लघु प्रस्नवणोद्धवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मधुरं पित्तरामनमविदाह्यौद्धिदं स्मृतम्‌ | 
घेकिरं कडु सत्तारं रलेष्मन्नं लघु दीपनम्‌ ॥। ३५॥ - 
केदारं मधुरं प्रोक्तं विपाके शुरु दोषलम्‌ | 
तद्ठत्पाल्वलसुद्दिष्टं विशेषाद्दोषलं तु तत्‌ ॥ ३६॥ 
सामुद्रमुदर्क fret लवणं सर्वेदोपक्कत्‌ | 
अनेकदोपमानूपं वार्यभिष्यन्दि गितम्‌ ॥ ३७॥ 
एमिदेषिरिसंयुक्तं निरवद्यन्तु जाङ्गलम्‌ | 
पाकेऽविदाहि दृष्णाघ्रं प्रशस्तं प्रीतिवद्धेनम्‌ Rs ॥ 
दीपनं स्वादु शीतञ्च तोयं साधारणं लघु | 
कफमेदोऽनिलामन्नं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ ३६॥ 
-ासकासञ्तरह्रं पथ्यमुष्णोदकं सदा | 
यत्‌ काथ्यमानं निर्वेगं निष्फेनं निमलं लघु ॥ ४० ॥ 
चतुर्भागावरोषन्तु तत्तोयं शुणबत््‌ स्मृतम्‌ | 
न च पुषितं देयं कदाचिद्वारि जानता ॥ ४१॥ 
अम्लीभूतं कफोत्क्रेशि न हितं तत्‌ पिपासवे । 
मद्यपानात्समुदूभूते रोगे पित्तोत्थिते तथा ॥ ४२॥ 
सन्निपातसयुत्ये च शवतशीतं श्रशास्यते | 


१७९ 


Ere OT 
दाद्मतीसारपित्तासल्मूच्छामद्वविषात्तिपु ॥ ४३ ॥ 

शतशीतं जलं शस्त तृष्णाच्छदिंभ्रमेपु च | 

Rand स्वादु हिमं हृद्यं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ged पित्तपिपासान्न नारिकेलोदकं शुर | 

अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथौ क्षये ॥ ४५॥ 

मन्देऽगनाबुदरे कुछ जवरे नेत्रामये तथा | 

ब्रणे च मधुमेहे च पानीयं मन्दमाचरेत्‌॥ 8३ ॥ 

इति जलवर्गः | 


sm 


नदी का जळ चातजनक, oa, अग्निदीपक, पचने में 
हलका और लेखन होता है किन्तु वह गाढा और मधुररसथुक्त 
हो तो अभिम्यन्दि, भारी और कफकारक होता है । सरोवर 
जरू--प्यास को नष्ट करने वाळा, वलवर्दक, कपाय और मधुर 
रखयुक्त तथा छघु होता हे । तडागजर-वातअनक, स्वाडु, 
कसेला और पाक होने पर कडु होता है! वावडीजल--वात- 
नाशक, SIRS, खारा, कटु और पित्तवर्द्धक होता हैत 
कूपजल--जारा, पित्तजनक, कफहारक, अग्निदीपक और 
लघु होता दे । चुण्टीजल--अग्निवद्धक, ST, मधुर होने पर 
भी कफ नहीं बढाने वाळा होता है। झरने का जछू-कफ़ 
नाशक, अग्निदीपक, हृदय के लिये लाभकारी और wa होता 
है ।औद्धिद जरू--स्वाद से मधुर, पित्तशामक और अविदाहि 
होता हे । रेत से निकाला ( विकिर ) जरू--कह, क्षारयुक्त, 
रलेप्मनापक, हलका और अग्निदीपक होता है । केदारजळ- 
मधुर, पाक में गुरु तथा दोपषबर्द्धक होता हे । ऐसे ही गुणा 
चाळा पादवळ ( पत्तों के ढेर वाले गढे का) जर होता है 
fra विशेपतया यह अधिक दोपकारक होता हे । समुद्र 
जल--भामगन्धी, खारा तथा सर्वमकार के दोपों का करने 
चाळा होता है। भानूप जल--अनेक दोषों से युक्त, अभिष्यन्दि 
तथा उपयोग करने में निन्दित है। जाइळ देश का जळ उक्त 
दोषों से रहित तथा प्रशस्त होता है। साधारण देश का जळ 
विपाक में अविदाहि, प्यास को छुपाने वाला, प्रशास्त, भन को 
जादादित करने वाळा, अग्नि का दीपक, tag, शीतळ और 
इलका होता हे । उप्ण जल--कफ, मेदोरोग, चातरोग, आम- 
दोष का नाशक, अग्नि का दीपक, वस्ति का शोधक, श्वास, 
फास जौर CAL का नाशक तथा सदा पथ्यकारक होता हे । 
जो कथित किया ( भोटाया ) हुआ जळ वेगरहित, फेनरहित, 
मलरहित, इळ्का तथा उबळकर चौथाई रहा हो वह जळ 
गुणयुक्त होता ह। स्वास्थ्य के छान रखने घाले Fe या परि- 
चारक को चाहिये कि रोगी अथवा स्वस्थ पुरुष को पीने के 
लिये रात का वासी जल कभी भी नहीं देना चाहिये । क्योंकि 
चह जल अस्ल्तायुक्त तथा कफ का उललेशकारक होता है 
अतएव तृपातुर के लिये हितकर नहीं है। अधिक मधपान से 
उत्पन्न रोगों सें, पित्त के रोगों में तथा सन्निपात के रोग में 
seria ( उचाळ कर ठंढा किया हुआ ) जळ प्रशस्त होता 
हे । दाह, अतिसार, पित्त और रक्त के रोग, मूर्च्छा, 
मद्य और विष के रोग, ठृप्णा, वसन और अम इन रोगों मे 
aaa जळ उत्तम होता है। नारिकेल का पानी--स्निग्ध, 
मधुर, शीतल, हदय के लिये हितकर, अभि का दीपक, वस्ति 


ुश्रुतसंहिता । 


SS ne RR, 


का शोधक, ged, पित्त के रोग तथा प्यास को 1 का शोधक, य, पिच के रोग तथा प्यास को नष्ट करनेवाठा 
और गुरु होता है । अरुचि, प्रतिश्याय, छार का टपकना, शोथ, 
चय, Wa, उद्र रोग, Fy, ज्वर, नेत्र के रोग, नण और 
मधुमेह में पानी कम पीना चाहिये ॥ ३१-४६ ॥ 

इति जलवर्गः । 


rer 


अथ Aa: । 
गञ्यमाजं तथा चौट्टमाविक माहिषश्च यत्‌) 
अश्वाया्ैव नार्याश्च करेणूनाञ्च यत्पयः ॥ ४७॥ 
ज्षीरवर्ग-मैं गाय, बकरी, det, भेडी, Wa, घोडी, 
औरत तथा हस्तिनी का दुग्ध उपयोग में आता है ॥ ve tl 
विमशः--रासायनिक विश्लेषण करने पर गधी का दुग्ध 
खी के दुग्ध के समान तत्वों वाळा होने से आजकल Tat को 
पिलाने के लिये aga दिया जाता है । 


तस्वतनेकौषधिरसप्रसादं प्राणदं गुरु | 

मधुरं पिच्छिलं शीतं खिग्धं erent सरं खु | 
सयेप्राण्रतां तस्मात्‌ साल्म्यं क्षीरमिहोच्यते ॥ ४८॥ 

उपयुक्त अष्ट प्रकार का दुग्ध अनेक अकार की 

ओपचिर्यो के रस का सारभाग है अत एव मचुप्यों के प्राणों 
का धारण करने वाळा, भारी, aye, गाढा, शीतल, 
चिकना, xem, कुछ विरेचक और ae होता हे 
इन्हीं अष्टयु्णो के कारण दुग्ध सर्व प्राणियों के लिये सालय 
होता है ॥ ४८ ॥ 


तत्र सवमेव कषीरं प्राणिनामप्रतिपिद्धं जातिसा- 
त्यात्‌ | वातपित्तशोणितमानसेष्वपि विकारेप्लविरु- 
दम्‌ । जीणेब्वश्कासश्वासशोषक्षयगुल्मोन्सादोदरमू- 
च्छाभ्रममददाइपिपासाहृद्वस्तिदोपपाण्ड्रोगम्हणीदो- 
पाशेःशलोदावत्तांतिसारप्रवाहिकायोनिरोगगर्भाखावर- 
व्तपित्तश्रमक्तमहर॑ पाप्मापहं बल्यं वृष्यं वाजीकरणं 
रसायनं Fel सन्धानमास्थापनं वयःस्थापनमायुष्यं 
जीबनं dent बमनविरेचनास्थापनं तुल्यशुणत्वाश्चोजसो 
वद्धं बालबृद्धक्षतक्तीणानां श्रुव्यवायव्यायामकरिता- 
नाञ्च पथ्यतमम्‌ | ४६ ) 

जन्म से ही दुग्ध सेवन करने का अभ्यास होने से मनुष्यों 
के लिये सर्व प्रकार के दुग्ध सेवन के लिये निषिद्ध नहीं हैं । 
चात, पित्त, रक्त तथा मानस रोगों सें भी दुग्ध विरुद्ध नहीं 
होता हे तथा जीर्णज्वर, कास, श्वास, शोप, क्षय, गुल्म, 
उन्माद, उद्ररोग, मूर्च्छा, अस, सदात्यय या मद, दाह, दृषा, 
EAM, सूत्ररोग, पाण्डु, अहणी, अरी, शूळ, उदावतं, अतिसार, 
प्रवाहिका, योनिरोग, mie, रक्तपित्त, श्रम तथा कलम 
इन रोगों को दुग्ध नष्ट करता है। दुग्ध पाप का नाशक, 
वल्य, FA, वाजीकरण, रसायन, मेधाचर्धक, भझे अस्थि को 
जोड्ने वाळा, freer चस्ति के लिय्रे उपयोगी, आयु को 
यथाग्रमाण स्थिर रखने वाळा, आयु बढाने वाळा, जीचनीय, 
शरीरघुटिकारक, वमनोपग, विरेचक, ओज फे तुए्यगुण होने 


अध्यायः ४५ ] सूत्रस्थानम्‌ | 


से उसका वर्धक तथा वाळक, बुद्ध तथा ज्ञतच्षीणों के लिये | आविकं मधुरं fered शुरु पित्तकफावहम्‌ | 
तथा भूख, खीसंसर्ग और व्यायाम से कर्शित ९ क्षीण) हुये 


१७३ 


मनुष्या के लिये अत्यन्त पथ्य होता हे ॥ ४९॥ 
विमर्शः--१ जोर्ण॑ज्वरलक्षणमाह--त्रिसप्ताहव्यतीतस्त ज्वरो 
यस्तनुता गतः । प्लौहाभिसाद कुरुते स जोणेज्वर उच्यते ॥' इति । 
२ पाप्मापद == कार्पासजाद्यपहरणजन्यपापक्षयकरम्‌ । तथा चैकाद- 
शाध्याये मनुः--कार्पातकौटजोर्णाना द्विशफैकशफस्य च । 
पक्षिगन्धौषधीना च waa हर्यह' पय ॥' इत्ति । 
वृष्यस--यत्किद्विन्मधुर खिंग्ध जीगन द्वण gel हर्षण 
मनसश्चेव तत्सर्व SITET ॥ चाजीकरणम्‌--येन नारीपु सामर्थ्य 
वाजिवछमतेनर | अजेब्चास्यधिक येन वाजीकरणमेव तव्‌॥ (चरक)। 
बाल्यावस्था में प्रथम २-४ वर्ष तक दुग्ध जीवन का खास 
आधार है। संसार में दुग्ध के समान अन्य कोई खाद्य द्रव्य 
नहीं है । जन्म से सुत्युपर्यन्त किसी भी दशा में दुग्ध निषिद्ध 
नहीं हे । शरीर-वर्धन के लिये जितने उपादान आवश्यक हैं 
चे सव दुग्ध में मोजूद रहते हें । अत एव दुग्ध को पूर्णाहार 
माना गया हे। दुग्ध में प्रोटीन, वसा था चरवी, दुरधरकरा 
( Cactoze ), चूना, सोडियम, पोटेशियम, मेग्नेशियम, लोह, 
TF, फास्फरस, आयोडीन एवं सर्व चीटामीन विशेषतया 
wo डी० ई० होते हैं। ताजी हरी घास खानेवारे तथा सूर्य 
प्रकाश में घूमनेवाले पशुओं के दुग्ध सें थे वीटामीन अधिक 
होते हैं। दुग्ध पचने में gem, पौष्टिक, आन्त्रस्थ जीवाणु 
तथा उनेके frat का नाशक है । 
अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं स्िग्धं गुरु रसायनम्‌ | 
रक्तपित्तहरं शीतं सधुरं रसपाकयोः ॥ 
जीवनीयं तथा वातपित्तन्नं परमं स्मृतमू ॥ ५० ॥ 
गाय का दुश्ध--अहुप अभिण्यन्दकारक, स्निग्ध, गुरु, 
रसायन, रक्तपित्तहारक, शीत, रस और पाक में मधुर, जीव- 
नीय तथा वातपित्तनाशक है ॥ ५० ॥ 
गव्यतुल्यगुणं त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम्‌ | 
दीपनं लघु सङ््राहि ध्वासकासास्रपित्तनुत्‌ | ५१ ॥ 
अजानामल्पकायत्वात्‌ कडुतिक्तनिषेबणातू | 
नात्यम्वुपानाव्यायामात्सवेव्याधिहरं पयः ॥ ५२॥ 
बकरी का दुग्ध--गाय के दुग्ध के समान युर्णोवाळा 
किन्तु विशेषतया झोष ( राजयच्मा ) के रोगियों के लिये 
हितकारक एवं अशिदीपक, पचने में हलका, अतिसार में 
दस्त को वांधनेवाळा तथा श्वास, कास और रक्तपित्त का 
नाक है। बकरियों का शरीर स्वभावतः छोटा होता है तथा 
चे कह और तिक्त रस वाळे वृक्ष तथा dace के पत्ते 
खाती हैं एवं अधिक जळ नही पीती हैं तथा सारे दिन इधर- 
उधर भ्रमण रूपी व्यायाम करती रहती हैं अत पुव उनका 
दुग्ध सर्वरोगों का नाझक दै ॥ ५१-५२॥ , - 
रूच्ोष्णं लवणं किञ्िदौष्टं स्वादुरसं लघु । 
शोफरुल्मोदरार्शोन्नं कमिकुष्ठविषापहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ऊंटनी का दुग्ध-रूत्त, उष्ण, स्वाद में कुछ लावणिक 
( खारा ), मधुर और लघु होता है तथा शोथ, शुल्म, उद्र- 
रोग, अश, कृमिरोग, कुछ तथा विष का नाशक है ॥ परे | 


पथ्यं केषलवातेपु कासे चानिलसम्भवे ॥ ४ ॥ 
मेडी का दुग्घ--मधुर, स्निग्ध, गुरु, पित्त और कफ का 


Fas होता है एवं केवळ वातप्रकोप तथा वातकास में पथ्य 


( हितकारी ) होता है ॥ ५४ ॥ 
सहाभिष्यन्दि सधुरं माहिषं वहिनाशनम्‌ | 
निद्राकरं शीततरं गव्यात्‌ खिग्धतरं गुरु ॥ ५५॥ 
Wa का दुग्ध-अत्यन्त अभिष्यन्दकारक, मधुर, पाच- 


, काञ्चि को भन्द्‌ करनेवाला, निद्गाजनक, शीतल तथा गौ के 


दुग्ध की अपेक्षा अधिक स्निग्ध तथा भारी होता हे ॥ ५५॥ 
उष्णमेकशफं बल्यं शाखावातहरं पयः | 
मघुराम्लरसं SS लवणानुरसं लघु ॥ ५६॥ 
एक शफवाले जानवर जैसे घोड़ी, गदही इनका दुग्ध 
उप्णप्रकृतिक, वलवर्द्धक, शाखा (हस्त तथा पाद) की 
चायु का नाशक, मधुर तथा अम्लरस युक्त, SI, Tava में 
लवण तथा BY होता है ॥ ५६॥ 
नार्यास्तु मधुरं स्तन्यं कषायानुरसं हिमम्‌ | 
नस्याश्च्योतनयोः पथ्यं जीवनं लघु दीपनम्‌ ॥ ५७॥ 
स्री का दुग्ध--रस में मधुर, अनुरस में कषाय, शीत- 
प्रकृतिक, नस्य तथा आइच्योतन कमं में हितकारक, जीवन 
शक्ति युक्त, रघु और पाचकाझिदीपक होता है ॥ ५७॥ 
हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कषायानुरसं शुरु | 
fend स्थेयैकरं शीतं चक्षुष्यं बलवद्धेनम्‌ ॥ ५८॥ 
हस्तिनी का दुग्ध--मधुर, इष्य, अनुरस में कषाय, भारी, 
सिग्ध, शरीर की स्थिरता को करनेवाला, stasis, Fat 
के लिये हितकारी तथा बलवर्द्धक होता हे ॥ ५८॥ 
प्रायः प्राभातिकं कषीरं शुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ | 
TEA: AANA व्यायामाभावतस्तंथा ॥ ५६ ॥ 
दिवाकरासितप्तानां व्यायामानिलसेबनात्‌। : 
वाताबुलोमि श्रान्तिन्नं चञ्लुष्यं चापराह्विकम्‌ ॥ ६० ॥ 
वहुधा प्रातःकाळ सें निकाला हुआ दुग्ध ge, विष्टम्म- 
कारक और शीतळ होता है क्योंकि रात्रि के सोम (चन्द्र ) 
गुण प्रधान होने से तथा जानवरों के चळने-फिरने रूपी 
च्यायाम के न होने से प्रभातकालीन दुग्ध उक्त गुर्वादि गुणो 
चाळा होता है किन्तु दिन में पशुओं के सूर्य की धूप में चरने 
से, व्यायाम और वात का सेवन होने से सन्ध्या समय का 
दुग्ध वात का अचुळोमक ( नाशक ), थकावट को दूर करने- 
वाळा और नेत्रा के लिये हितकर होता हे ॥ ५९-६० ॥ 
पयोऽभिष्यन्वि gait प्रायशः-परिकीत्तितम्‌ ॥६१॥ 
तदेवोक्तं लघुतरमनभिष्यन्दि वे शश्ट॒तम्‌ | 
, चजयित्वा fear: स्तन्यमामसेव हि तद्धितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कच्चा दुग्ध प्रायः अभिष्यन्द्‌ ( क्लेद ) कारक और पचने 
में भारी होता है किन्तु उसी को उबाल लेने ( गरम करने) 
से अत्यन्त हलका और अभिष्यन्द नहीं करने वाला 


१७४ 


सुश्न॒तसहिता | 


TT 
TT 


होजाता है। खियों के दुग्ध को छोड़कर सर्व प्रकार के दुरग्धो को 
गरम कर फे पीना चाहिये क्योंकि खी का दुग्ध कव्या ही पीने 
से हित करता है ॥ ६१-६२॥ 


घारोष्णं गुणवत्‌ क्षीरं विपरीतमतोऽन्यथा | 
तदेवातिश्वतं शीतं गुरु बृंहणमुच्यते ॥ ६३ ॥ 

घारोप्ण दुग्ध aaa के समान गुणकारी होता है किन्तु 
इसके विपरीत अर्थात्‌ बहुत देर से निकालकर रखा हुआ 
विप के समान हो जाता है। यदि उसी धारोष्ण दुग्ध को 
अधिक औटाकर शीत कर के पिया जाय तो den काय 
करता है ॥ ६३॥ 

Ratu? घारोप्ण दुग्ध न मिले तो 
उसे उवाळकर ही पीना चाहिये। कुछ काळ तक निकाल कर 
रखे हुये कच्चे दुग्ध में वायुमण्डळ की खराब गछ, धूलिकण 
तथा सूचम जीवाणु प्रविष्ट हो जाते हैं। उवाले हुये दुग्ध का 
जलांश कम हो जाता है। दुग्धशर्करा का कुछ अंश जळ 
जाता है। प्रोटीन विघटित हो जाते हैं। सेन्द्रिय फोस्फरस 
निरिन्द्रिय रूप में हो जाता है। चूने और मेग्नेशियम के लवण 
अवत्तिप्त हो जाते हैं तथा दुग्ध के फर्मेण्ट तथा sage 
(Vitamins ) के कुछ भागों का नाश हो जाता है अतः 
Fata quit की दृष्टि से घारोप्ण अधिक श्रेष्ठ होता है किन्तु 
कच्चे दुग्ध कोईपीने की अपेक्षा उबाछा हुआ पीने से गुण 
कम कर सकता है किन्तु कच्चे दुभ्ध की तरह भयङ्कर रोग 
नहीं कर सकता है। 


अनिष्टगन्घमम्लश्न विवर्णे विरसञ्च यत्‌ | 
वज्ये सलवणं वीरं यच्च विग्रथितं भवेत्‌ ॥ ६४॥ 
इति चरवः | 


जिस दुग्ध सें खराब गन्ध आती हो, जो Enq खट्टा हो 
गया हो, जिस दुग्ध का वर्ण विकृत हो गया हो तथा स्वाद 
भी खराब हो गया हो और जो स्वाद में लवण हो एवं जिसमें 
गांठे पड गई हों ( फट गया हो ) ऐसे दुग्ध को पीने के लिये 
चर्जित करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
विमशेः--शुद्ध दुग्धपरीक्षा-काच के ग्लास में रखने 
अपारदर्शक, श्वेतवर्ण, दुग्ध पात्र के तळ में कोई अवक्षेप न 
हो, स्वाद में मधुर, किसी प्रकार की गन्ध से रहित, कुछ 
देर तक रखने से उस पर मलाई आती हो जिसका प्रमाण 
१२ प्रतिशत हो, उसके गुरुता (Sp Gravity) १०२७ से 
१०३४ हो, तो उसे शुद्ध या उत्तम दुग्ध जानो। गुरुता का 
मापन ( Lactometes ) से होता है जिससे केवळ पानी की 
मिलावट का ज्ञान हो जाता हे किन्तु उसमें चीनी या 
आरारोट का चूर्ण मिला दें तो पता नहीं चरता । दुग्धदुष्टि- 
हेतु—रूण पश, स्तनों को पानी से साफ न करना, हाथों 
की अशुद्धि, निकाळ कर बिना ढके बहुत देर तक रखना, 
उसमें खराव पानी या चीनी मिळाना आदि । 


इति कछीरचर्गः। 


Eo heme, 


र 


अथ दुघिवर्गः-- 
af तु मधुरममुमत्यमुखेति; तत्कषायानुरसं 
खिग्धयुष्णं पीनसविषमञ्चरातिसारारोचकमूत्रक्कच्छका- 
श्यापहं वृष्यं श्राणकरं मङ्गल्यश्च ॥ ६५॥ 
दही बहुधा मधुर, one और अधिक ave इस तरह 
तीन प्रकार का होता हे । दही अनुरस में कषाय, स्निग्ध और 
उप्णवीर्य होता हे तथा पीनस, विषमज्वर, अतिसार, अरोचक, 
BABE तथा शरीर की कशता को नए करता है। TAT 
युक्त, प्राणशक्ति को वढानेचाळा तथा पूजनादि कार्यों में 
साङ्गलिक माना गया हे ॥ ६५॥ 
विमर्शः--दही के वैज्ञानिकों ने निम्न गुण माने हैं। 
(१) दही के चीराम्छजीवाणु विसूचिकादि जीवाणुओं को 
नष्ट करते हैं। (२) दही आन्त्र में मळ की aga को रोकता 
है। 'मेचनीकाफ? नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि प्रतिदिन दही सेवन करने से आन्त्रस्थ जीवाणु तथा 
उनका विप नष्ट होकर वृद्धावस्था देर से आती है । (३) पचन 
संस्थान के अनेक विकार जेसे-मन्दाभि, सदझहणी में दही या 
तक्र अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है। प्राचीन झुनियों ने 
दही तथा तक्र की aga महिमा लिखी है। (१) “तक्र शक्रस्य 
दुलेमम्‌? । (२) न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति 
रोगाः । यथा सुराणामस्त हिताय तथा नराणा मुनि तक्रमाहुः ॥ 
See एसिड बनानेवाले जीवाणुओं की क्रिया दुग्ध पर 
होने से at वनता है । ये जीवाणु दुग्ध में अभिपङ्ग 
(Fermentation ) उत्पन्न कर के Braet को Shes 
एसिड में परिवर्तित कर देते हैं । इस अम्ल से दुग्ध की चरवी 
( सेद या स्नेहांश ) और प्रोटीन जमकर दही वन जाता है। 
महाभिष्यन्दि मधुरं कफमेदोविवद्धेनम्‌ | 
कफपित्तकरं स्यादृत्यमुं रक्तदूषणम्‌ | 
विदाहि सष्टविरमूत्रं मन्दजातं त्रिदोषकृत्‌ ॥ ६६॥ 
मीठा दुही अत्यन्त अभिष्यन्द्‌ ( क्लेद ) कारक तथा 
कफ और मेदोधातु का चर्द्धक होता हे । खट्टा दही कफ और 
पित्त को करता है तथा अधिक ae दुही रक्त को दूषित 
करता है । मन्दजात अर्थात्‌ ठीक ठीक न जमा हुआ दही 
शरीर में विदाह करनेवाळा तथा विष्ठा और सून्र को पैदा 
करनेवाला या उनका निःसारक एवं त्रिदोपकारक होता हे ॥ 


fava विपाके मधुरं दीपनं बलवद्धनम्‌ | 
वातापहं पवित्रञ्च दधि गव्यं रुचिप्रदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गाय का दृही-स्निग्ध, विपाक में मधुर, अस्निदीपक, 
चलवर्द्धक, वात का नाशक, पवित्र और रुचिकारक होता हे ॥ 
दृध्याजं कफपित्तन्न॑ लघु वातक्तयापहम्‌ | 
दुर्नामश्वासकासेषु हितमग्नेश्च दीपनम्‌ ॥ ६५॥ 
चक्री का दृद्दी-कफ और पित्त को नष्ट करनेवाला, 
पचने में इळका, वात भौर जय रोग का नाइक तथा अर्श, 
श्वास और कास में हितकर तथा पाचकाझि का दीपक होता है॥ 
विपाके मधुर वृष्यं वातपित्तप्रसादनम्‌ | 
बलासवद्धनं स्निग्धं विशेषाइधि माहिषम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अध्यायः ४५ | 


re 


झल का दही--विपाक में मधुर, oa, वात और पित्त 
का शासक, कफ का वर्द्धक तथा विशेष कर स्निग्ध होता है ॥ 
विपाके कडु सत्तारं गुरु भेद्योष्ट्रिकं दधि | 
वातमशोसि कुष्ठानि कृमीन्‌ हन्त्युदराणि च ॥ ७० ॥ 
ऊंटनी का दद्दी--विपाक में कड, क्षारयुक्त, भारी तथा 
विरेचक होता हे एवं वात, अर्श, कुष्ट, कृमि और उद्र रोगों 
को नष्ट करता है ॥ ७० ॥ 


कोपनं कफवातानां दुनांम्नां चाविकं दघि । 
रसे पाके च मधुरमत्यभिष्यन्दि दोषलम्‌ ॥ ७१॥ 
सेड का दही-कफ, वात और अर्श का प्रकोप करता है 
तथा रस और पाक में मधुर होता है एवं अत्यन्त अभिष्यन्दी 
तया दोषवर्डक होता हे ॥ ७१॥ _ 
दीपनीयमचक्ुष्यं वाडवं दधि वातलम्‌ | 
SAT कषायञ्च SHAT तत्‌ | ७२॥ 
घोडी का दृदी-अझ्ि का दीपन, नेत्रा के लिये अहितकर, 
वातवद्धक, SI, TM, कपाय तथा कफ और सूत्र के दोषों को 
नष्ट करता हे ॥ ७२॥ 
स्तिग्धं विपाके मधुरं बल्यं सन्तर्पणं शुरु । 
चश्लुष्यमम्रःथं दोपध्नं दधि नार्या शुणोत्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
खी का दही-स्निग्ध, विपाक में मधुर, वलवर्द्धक, तृप्ति- 
कारक, भारी, नेत्रा के लिये अत्यन्त हितकर, दोपनाशक तथा 
गुणों में उत्कृष्ट होता हे ॥ ७३ ॥ 
- लघु पाके बलासध्नं वीर्योष्णं पक्तिनाशनम्‌ 
कषायानुरसं नाग्या दधि वर्चाबिवद्धनम्‌ ॥ ७४ ॥ - 
हस्तिनी का दुही-पाक में लघु, कफनाशक, sort, 
पाचनशक्ति का नादाक, अचुरस A कपाय तथा मलका 
वर्धक होता हे ॥ ov ॥ 
दृघीन्युक्तानि यानीह गव्यादीनि एथक्‌ TTS | 
' बिज्ञेयमेवं सर्वेषु गव्यमेव गुणोत्तरम्‌ OX I 
उक्त श्लोकों में गो आदि प्राणियों के जो एयक एथक दही 
वर्णित किये गये हैं उन सव में गाय का दुही ही got की 
इष्टि से श्रेष्ठ होता है ॥ ७५॥ 
वातन्नं ena खिग्धं बृंहणं नातिपित्तक्कत्‌ | 
gale भक्ताभिलाषञ्च दधि यत्‌ सुपरिखुतम्‌ ॥ ७६॥ 
कपड़े में बांधकर अच्छी मकार परिखुत किया हुआ दुही 
,वातनाशक, SHES, स्निग्ध और शरीर की पुष्टि ( बृंहण) 


करनेवाला होता है तथा यह get पित्त को अधिक नहीं | स्वाइमुमत्यमुकमन्दजा 


बढाता हे एवं भोजन में इच्छा उत्पन्न करता है ॥ ७६॥ 
ATL ATS यातं गुणवद्दथि तत्‌ स्मृतम्‌ | 
_ वातपित्तहरं रुच्यं घात्वभिबलवद्धेनम्‌ ॥ ७७॥ 
अच्छी प्रकार उवाछे हुये दुग्ध से जो दुही बनता है चह 
अधिक गुणकारी, वात तथा पित्त का नाशक, रुचिकारक एवं 
शरीर की धातुओं, अभि तथा बलको बढाता है ॥ ७७ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


न्नः सरो wegen विज्ञेयोऽनिलनाशनः | 
बहेविंधमनश्वापि कफशुक्रविवद्धेन: ॥ ७८ ॥ 
दही के ऊपर का भाग (सर ) पचने में भारी, वृष्य, 
वात का नाशक, पाचकाप्मि का नाशक तथा कफ और शुक्र 
को वढाता है ॥ ७८॥ 
विमशेः--सर ऱस्नेहवहुल उपरितनाश । तथा च भावप्रकाशे- 
“द६नस्तूपरि यो भागो घनः स्नेहसमन्वित । स लोके सर इत्युक्तो 
दध्नो मण्डस्तु मस्त्विति’ ॥ 
दधि aan eae ्राहि विष्टम्भि वातलम्‌ | 
दीपनीयं लघुतरं सकषायं रुचिप्रदम्‌ ॥ ७६॥ 
जिसमें से मक्खन या क्रीम निकाल लिया गया हो ऐसे 
दुग्ध का जमाया हुआ दही SY, आही, विष्टम्भी, वातजनक, 
अभिदीपक, पचने में अत्यन्त हरूका, कपायरस युक्त और 
रुचिग्रद होता हे ॥ ७९॥ 


शरदूग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ | 
हेमन्ते शिशिरे चेव वर्षासु दधि शस्यते || ८० ॥ 
शरद, भीष्म और वसन्त ऋतुओं में प्रायः दुही अधिक 
खाना ठीक नहीं हे तथा हेमन्त, शिशिर और वर्षा ऋतुओं 
में दही का सेवन श्रेष्ठ होता है ॥ con 
विमर्श!--रोगविशेषेष दधिनिपेधमाह चरक.-'रक्तपिप्तकफो- 
त्येपु विकारेष्वहित च तत्‌। न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघुत- 
शर्करम्‌ ॥ नामुद्गसप नाक्षोद्र नोष्ण नामलकैविना। ज्वरासकृपित्त- 
वीसर्पकुष्टपाण्ड्वामयभ्रमान्‌ | प्राप्लुयाद कामला चोग्रा विर्षि हित्वा 
दधिप्रियः ॥? इति । 
ठष्णाङमहरं मस्तु लघु स्नोतोविशोधनम्‌ । 
ay कषायं मधुरमवृष्य कफवातनुत्‌ ॥ ८१॥ 
प्रह्मादनं प्रीणनव्व frag मलञ्च तत्‌ ॥ 
बलमावहते fast भक्तच्छन्दं करोति च ॥ ८२॥. 
दही का पानी ( मस्तु ) तृष्णा और क्लम को नष्ट करता 
है, पचने में लघु, खोतसों का विशोधक तथां अम्छ, कषाय 
और मधुर होता है। यह दुष्य नहीं है तथा कफ और वात 
को नष्ट करता हे । आत्मा, मन और इन्द्रियाँ को आहादित 
करता है तथा तृप्त करता है मळ का शीघ्र भेदन करता दे, 
शीघ्र शरीर 'के चळ को बढाता हे और भोजन में रुचि 
करता है ॥ ८१-८२॥ 
विमर्शः--मस्तु-द्विगुणवारियुत दधि । राजनिषण्टौ-*तक्र 
त्रिमागदधिसयुतमम्वु धीरेरुक्त afr दियुणवारियुत तु मस्त” इति। 


न्दजातं तथा TTT सरश्च | 
असारमेवं दधि सप्तघा5स्मिन्‌ वर्ग स्मृता मस्तुगुणास्तथेवा) 


- इति दधिवर्गः 1 


इस दधिवर्ग में मीठा, खट्टा, अधिक खट्टा, मन्द्‌, उबाळे 
हुये दुग्ध का, सारयुक्त तथा असारयुक्त ऐसे सात अकार का 


A कफ 


दही और उसके गुण कहे हैं इसी तरह ददी के मस्तु के भी 
गुण कहे हैं ॥ ८३॥ - 


इति दधिवर्गः | 


अथ तक्रवर्गः - ४? 
तक्रं मधुरममुं कपायानुरसमुष्णवीय लघु STA 
दीपनं अ Ga SA च्य. 
रोचकविपमत्जरतृष्णाच्छदिप्रसेकशलमेदःेष्मानिलह 
मधुरविपाक ea मृत्रकऋच्छरहव्यापत्प्रशमनमदृष्यश्ध || 
तक्र ( मठ्ठा, BG) मधुर, अम्ल, अनुरस में कपाय, वीर्य 
में con, हळकी तथा पाचकाग्नि को दीसत करती है एवं गर 
( कृत्रिम विष ), cits, अतिसार, सब्झहणी, पाण्डुरोग, अर्श, 
प्ठीहावृद्धि, युल्मरोग, अरोचक, विषम ज्वर, तृष्णा, वमन, 
छार का टपकना, शूळ, मेदोशृद्धि, कफरोग तथा वातरोग 
नादाक हे | पाक में मधुर, हृढ्य के लिये हितकारी, मूत्रकृच्छू, 
अधिक स्नेह सेवनजन्य व्यापत्तियों को नष्ट करती है एवं 
दृष्य नहीं दे ॥ cel 
विमशषः--स्नेदन्यापद --तन्द्रा सोललेश आनाहो ज्तरः स्तम्भो 
विसंशता । कुष्ठानि कण्डू पाण्डुत्व शोफाशीस्यरुचिस्तथा | जठर 
अहणीदोपा* स्तैमित्य वाक्यनि्रहः । शर्लमामप्रदोषाश्च जायन्ते 
स्नेइविञ्नमात्‌ ॥ ( चरक ) । 
` मन्थनादिएथग्भूतस्रेहमद्धोदकं च यत्त | 
चातिसान्दरद्रयं तक्र स्वाम तुवरं रसे | 
यत्तु सलेहमजलं मथितं घोलमुच्यते || ८५॥ - 
मन्यन कर के जिसमे से स्नेह ( मवखन ) निकाल लिया 
गया हो और दही से आधा पानी जिसमें मिला हुआ हो, जो 
न अधिक गाढी और न अधिक पतली हो तथा जो रस में 
मधुर, अम्छ और कपाय हो उसे 'तक्र' कहते हैं किन्तु जिस 
दही में से मक्खन न निकाला गया हो तथा पोनी भी नहीं 
दाला गया हो और केवल मन्थनी से विल्यन ( घोळ ) चना 
दिया हो उसे ‘ate कहते हें ॥ ८५ ॥ 
विमशा--नन्‍्त्रान्तरे तक्रस्य नैविष्यमाह-रूक्षमद्धोदभ्षतस्नेह 
यनश्वानुद्धृत घनम्‌ । तक्र दोपान्निवलवित्त्रिविध तत्मयोजयेत? 
अपि च धोल्मथिततक्रोटनिच्छच्छिकेतिनामभेदेन तदसेदा उक्ता 
निघण्टी-'घोलन्तु मथित तक्रमुदश्विच्छच्छिकाःपि च । ससार 
face घोळ मयित लसरोदकम्‌ ॥ तक्र पाठजल प्रोक्तमुदखिक्तर्द्ध- 
वारिकम्‌ । छच्छिका सारहीना स्वात्स्वच्दा प्रचुरवारिका w इति । 
नेव तक्रं क्षते दद्यान्नोष्णकाले न TST | 
न मृच्छा श्रमदाहेपु न रोगे रक्तपैत्तिके ॥ ८६ ॥ 
चत, गरमी का समय, दुर्वळ मनुष्य, मूर्च्छा, अम, दाह 
तथा रक्तपित्त इनमें तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिये ॥८६॥ 
शीतकाले5भिमान्ये च कफोत्येष्वामयेषु च | 
सार्गावरोघे SS च वायौ तक्रं प्रशस्यते | ८७॥ 
शीतकाल, अग्निमान्ध, कफजन्यरोग, Maat के मार्गा- 
वरोध में तया वायु की दुष्ट में तक्र प्रशस्त मानी गई है hes 


° 


` तत पुनर्मंघुरं ऋेष्मभ्रकोपणं पित्तप्रशामनञ्छ अमु 
वातन्नं पित्तकरञ््र ॥ द८॥ 
मधुर तक्र कफ का प्रकोप करती दै और पित्त का शमन 
करती है । अम्ल तक्र वात को नष्ट करती हे तथा पित्त को 
'चढाती हे ॥ ८८॥ 
बाते5मुं सैन्धवोपेतं, arg पित्ते सशार्करम्‌ | 
पिचेत्तक्रं कफे चापि व्योषत्तारसमन्वितम्‌॥ ८६ ॥ 
चात के प्रकोप में सेन्धवळवणयुक्त अम्लतक्र, पित्त के 
प्रकोप में शर्करायुक्त SH तथा कफ के प्रकोप में सोंठ, 
मरिच, पिप्पली तथा यवक्षार इनका चूर्ण मिलाकर तक्र 
पीनी चाहिये ॥ ८९ tt 
ग्राहिणी वातला रूत्ता दुजैरा तक्रकूरचिका। - 
तक्राल्लघुतरो मण्डः कूँचिकादधितक्रजः ॥ ६०॥ 
तक्रकू्चिका आहिणी ( कब्ज करनेवाली ), वातकारक, 
weet दुर्जर होती है। कूर्चिकाभूत दही और तक्र से 
बनाया हुआ मण्ड तक्र से अधिक BY होता है ॥ ९०॥ 
चिमङ्ीः--दध्ना तक्रेण वा सह पाकात. पृथग्भूत धनद्रवभाग 
क्षीर कूचिका | उपरितनः स्वच्छो भागो मण्ड. | कथम्भूतः कूचिका- 
दधितक्रनः कूचिकाभूत यद्दथि तक्र च ताभ्या जात इत्यर्थ | तदाइ 
निषण्टौ-“दध्ना सद्द च यत्पक्च क्षीरं सा दिकूचिका । तक्रेण पक्व 
यतक्षीर सा भवेत्तक्रकूचिका ॥' इति । 
ge: किलाटोऽनिलदवा पुंस्त्वनिद्राप्रदः स्मृतः | 
मधुरौ इंहणी बृष्यौ तद्ठत्पीर्यूपमोरटौ ॥ ६१ ॥ “ 
किलाट पचने में भारी, वातनाशक, dea तथा निद्रा 
छानेवाळा होता है । इसी प्रकार पीयूप और सोरट स्वाद्‌ में 
मधुर, इंहणकारक और वृष्य होते हैं ॥ ९१ ॥ 
विमर्श/--किछाट =कचिकीभूतदुग्धस्य पिण्डः । तदुक्तम्‌- 
“नष्टदुग्धस्य पक्कस्य fier प्रोक्त किलाटक? इति। ‘etc’ सथः 


प्रयताया*” पीयूपभिति सञ्चितम्‌ 1 सप्तरात्रात्पर ` क्षीरमप्रसन्नस्तु 
मोरट ? ॥ सप्राद्ात्परतो यावत्मसन्नता न गच्छति तावन्मोरट इत्यर्थ, । 


नवनीतं पुनः सद्यस्क लघु सुकुमारं सुरं कपाय- 
मीपदरमुं शीतलं मेध्यं दीपनं हृद्यं सल्माहि पित्तानिल- 
हरं बृष्यमविदाहि क्षुयकासत्रणशोपाशोर्दितापहं, 
चिरोत्थितं शुरु कफमेदोविवरद्धनं बलकरं ब्रंहणं शोपन्न 
विशेषेण बालानां प्रशास्यते ॥ ६२॥ 


नवनीत--( नवनीत नवोदधृतम्‌ +) ढही से ताजा निकाला 
हुआ मक्खन पचने सें हलका, शरीर को सुकुमार बनानेवाळा, 
रस में मधुर, कपाय भर कुछ खट्टा, शीवप्रकृतिक, मेधावर्द्धक, 
अग्निदीपक, हृदय के लिये हितकारी, दस्त को वांधनेवाळा, 
पित्त और वात का नाशक, वृष्य, टाइ नहीं करनेवाला, राज- 
TH, कास, नण, व्यवाय-शोक-चार्डक्यादिजन्य शोष, अर्श 
और अर्दित नाशक हे | निकालकर रखा हुआ अर्थात्‌ पुराना 
सक्खन पचने में भारी, कफ और मेदा को वढानेवाला, चळ- 
wee, den, शोपनाशक तथा अधिकतया वालको के लिये 
प्रशस्त होता है f ९२॥ 


अध्याय” ४५ ] 


_ चीरोत्वं पुनरन॑वनीतमुत्कृषटस्रेहमाधु्ययुक्तमतिशीतं 
माकुमायकरं age agate रक्तपित्तनेत्ररोगहरं 
TATE ॥ ६३॥ 


कच्चे दुग्ध से निकाला हुआ मदन अनीच स्निश्‍्च और 
मर तया अधिक शीतळ, शारीर फो सुक्मार चनानेवाळा, 


सूत्रस्थानम्‌ | 


{५ 
RS RS RC PSN क Sie 
छन्य प्रागियों के धृत के mit की अपेक्षा गोघृत सर्वोत्तम 
शुग युक्त होता द ॥ ९०॥ 
आजं घृतं दीपनीयं चक्षुप्यं बलवर्धनम्‌ । 
कासे श्वासे नये चापि पश्यं पाके च तल्लघु ॥ ६५॥ 
अजाघृत~-अस्नि का dies, tat के लिये हितकारी atk 


नेत्रा के लिये दितकारी, घाही, रक्तपित्त तथा नेत्ररोग को | वल्वर्दक दे तया कास, ब्रास और इय में भी पथ्य है । यह 
हरनेवाला एवं शरीर, इन्द्रियां और मन को प्रसन्न करता en | पाऊ में छघु होता हे ॥ ९८ ॥ 


सन्तानिका पुनर्वातन्नी तर्षणी चल्या sean ख्िग्वा | 


मधुरं रक्तपित्तन्न॑ गुरु पाके कफावहम्‌ | 


रुच्या मधुरा मघुरङिपाका रक्तपित्तप्रमादनी spit च ॥, शातपित्तप्रशामन झुशीतं माहिपं घुतम्‌ ॥ ०६॥ 


सन्नानिका--( दूध के ऊपर की ars) वाननाशिक्रा, 
नृमिकारिगी, बल के लिय्रे द्वितकर, वृष्य, Fara, स्चिवर्दक, 
स्वाद और पाक में मधुर, रक्तपित्त का प्रयादन ( संदामन ) 
करनेवाली तया पचने में भारी होती टे ॥ ९९॥ 
विकल्प एप दव्यादिः tot गञ्योऽसिर्वागनः। 
विकल्पानवशिष्ठांग्तु ज्ञीरीर्यात्समादिशोन्‌ ॥ ty i 
इति तक्रवर्ग: | 


न्या 


दही ane का जो यड err (मेद) afte 
fen गया है चे दधि-तक्रादि गौ के श्रेष्ठ होते हैं। एवं जो 
दोष प्रागियों के eva, दपि और सत्र के भेट £ उनके aad 
उनके दुग्ध के वीय ( युग ) से ही जान लेवे ॥ ९० ॥ 
gfe तक्रवगः । 


अथ घृतवगीः-- 
घृतं तु मधुरं सौम्यं ae शीतवीरयेमल्पामिष्यन्दि 
खेहनमुदाठर्तोन्मादापन्मारशूलज्रानाहवातपित्तप्रशाम- 
नममिदीपनं स्मृतिमतिमे घाकान्तिस्वरलातरयसीकुमा- 
यौजम्तेजोरलकरमायुष्यं वृष्य Fel घयःस्थापनं गुरु 
» क भित्र विपहरं 
चक्षुष्यं ेव्मामित्रद्धेचं पाप्मालच्मीप्रशामनं विपह 
Taira” 1 ६६ ॥ 
घृत मुर, सौम्य, सदु, शीतवीर्य, क्षदपक्लेदकारक, शरीर 
में म्नेहन करनेवाला तथा उदावत, उन्माद, अपस्मार, शूल, 
ज्वर, आनाह और चात तथा पित्त को शान्त करनेवाला, 
पाचकाग्नि का दीपक है एवं स्मृति, मति, मेघा, कान्ति, 
स्वर, ळावण्य, सौकुमाये, ओज, तेज और qe इन सबको 
बढाना दै तया आयुवर्डक, दृष्य, Fea, वय'स्थापक, पचने 
में भारी, नेत्रों के लिये द्वितकर, कफ को aerate, पाप 
तथा अळच्मी ( ढरिटता या कुरूपता ) का नाशक, विपों को 
नष्ट करनेवाळा पूर्व राइसों (या सूचम जीवाणुओं ) का 
नाइक दे ॥ ९६ ॥ 
विपाके मधुर शीतं वातपित्तविषापहम्‌ | 
व्वक्षुष्यमम्र AUS गव्यं सर्पेगुणोत्तरम्‌ ॥ ६७॥ 
गोबृत--विपाऊ में मधुर, शीतमकृतिक, वात, पित्त भौर 
विष का नादाक, नेत्रा के छिये हितकारी, वळ्वर्दक तथा 
२३२ ge 


मादिषषृत--मधुर, रक्तपित्तनाशक, पाक में भारी, कफ- 
e x 
वर्क, वायु और पित्त को दान्त करने वाला तथा शीतल है ॥ 


~ 


ओष्ट कडु घृतं पाके शो फक्रिमित्रिपापहम्‌ | 
दीपनं कफवातन्न छुएगुल्मोदरापहम्‌ ॥ १०० ॥ 
ऊंटनी का घी-विपाक में कडु, शोफ, क्रिमि और विष 
का नाशक, अग्नि का दीपक, कफ-वात का नादाक एवं EU, 
गुदम तया उद्र रोगों को नए करता हे ॥ १०० ॥ 
पाके लव्याविकं सपिन च पित्तप्रकोपणम्‌ | 
कफेऽनिले योनिदोये शोषे कम्पे च तद्धितम्‌॥१०१॥ 
भेदी का घी--पचने में लघु होता है तथा पित्त का प्रकोप 
नहीं करता है एव कफविकार, वातविकार, योनि दोप, शोप 
और कम्प में दितकारी है ॥ १०१ ॥ 
पाके लघूवी यश्च कपायं कफनाशनम्‌ | 
दीपनं बद्धमृत्रत्व विद्यादेकशफं घृतम्‌ ॥ १०२॥ 
एक दाफ (खुर) वाळे प्राणी जैसे घोड़ी, गदही आदि इनका 
घी पचने में हलका, उप्णवीर्य,' स्वाद में कपाय, कफ का 
ards, अभि कादीपक तथा सूत्र कोकम करता दे ॥ १०२॥ 
चक्षुप्यमग्न्यं खीणान्तु aft: स्यादमृतोपमम्‌ | 
करोति हाग्न्योलेघुपाकं a 
बृद्धि करोति देह विषापहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
siva—aa रोगों के लिये अधिक हितकारी और अस्रुत 
के समान गुणकारी होता है । दे और पाचकाझि की बृद्धि 
करता है, पचने में इळका होता दै एवं विपो का नाश्क दे ॥ 
कपाय॑ बद्धविण्मूत्रं तिक्तमग्निकर लघु | 
हन्ति कारेणवं सर्पिः कफकुछविपक्रिमीन्‌ ॥ १०४ ॥ 
करेणु ( हस्तिनी ) का घी कपाय रस, विष्ठा और सूत्र को 


बाँधने बाळा, तिक, पाचकाझि का वद्धक, पचने में हलका 
होता है तथा कफ, कष्ट, विष और क्रिमि रोगों को नष्ट 
करता है ॥ १०४॥ i 

Att पुनः सब्प्राहि रक्तपित्तत्रममूच्छाप्रशमनं 


नेत्ररोगहितव्व ॥ १०४ ॥ 
fuga अर्थाव्‌ oe दुग्ध से निकाले हुये मक्खन से 
बनाया हुआ घी आही होता है तथा रक्तपित्त, अम भौर मूर्च्छा 
छो दान्त करता है पुवं नेत्र रोगों के लिये हितकारी है॥१०्शा 


सपिर्मण्डस्तु मधुरः सरो योनिश्रोत्राक्तिशिरसां 
शूलन्नो बस्तिनस्यात्ति्रपूरणेपूपदिशयते ॥ १०६ ॥ 


१७५ सग्रुतसंहिता' | 


घी के उपर जमा हुआ स्वच्छ भाग रस में मधुर, दस्तावर त्वृकप्रसादनं शोधनं मेथामादेवर्मांसस्थैयेबणेवलकरं 
एवं योनि, कर्ण, aa तथा शिर के शूळ को न करने बाळा चक्षुष्यं बढ़मूत्रं लेखन तिक्तकपायानुरसं पाचनमनिल- 
होता हे तथा चस्ति, नस्य और नेत्रपुरण कार्य में हितकारी | बलासक्षयकरं क्रिमित्रमशितपित्तजननं योनिशिर:कर- 
सांप: पुराणं सरं कुविपाकं त्रि त्पिष्टच्युतमथितच्ततपिश्चितभभस्फुटितक्षाराभरिदग्धवि- 
सदोन्मादोद्रउवरगरशोषापस्मारयोनिश्रोत्राक्तिरिरःशू- किष्टदारितामिद्दतदुरभमुगव्यालविदष्टपरतिपु च परि- 
ल्न दीपनं बत्तिनस्याक्षिपूरणेपूपदिश्यते ॥ १०७॥ पेकाभ्यङ्गावगाहादिु तिलतेलं प्रशस्यते ॥ ११२॥ 
पुराना घी कुछ दस्तावर, विपाक में कडू, त्रिदोषों का | हिला का तैल आलेय, उष्ण, तीदग, मधुर विपाकमें भी 
9 शोष, अपस्मार, १ is अर्थात्‌ शी ? 
या i नेत्र के रोग या शूळ और शिर के शूल फो नष्ट करता ny pil पचने में भारी, दस्तावर, विकासि, वृष्य, त्वचा 
है। कायाभि को दीत करता है तथा वस्ति, नस्य और नेत्र | का असादक, दोपों या शरीर का शोधक तथा मेघा, सुहुता, 
पूरण सें प्रयुक्त होता है ॥ १००॥ मांस की स्थिरता, वर्ण और चळ को करने वाळा, नेत्री के 


भवति चान्न-- लिये हितकारी, मूत्र का अवरोध करने वाळा, लेखक, अनुरस 
i [सपीनसब्बरकासनुत्‌ में तिक्त और कपाय, जामदोपों का पाचक, वायु और कफ 
पुराणं तिमिर रकासचुतू | > नष्ट करने वाला, क्रिमिनाशक, खाने के वाद पित्त का 


मूच्छाकुछबिषोन्मादम्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ १०८॥ 
( एकादशशतक्वेब बत्सरानुषितं घृतम्‌ | 
Tale कुम्भसरपिः स्यात्‌ परतस्तु महाधृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पेयं महाघृत॑ भूतैः कफन्न पवनाधिकेः | 
बल्यं पवित्र मेध्यञ्च विशेषात्तिसिरापहम्‌॥ ११० ॥| 
स्ेमूतहरञचैव घुतमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ १११ ॥ ) 

इति saat: | 


RRS 


पुराना धी--तिमिर, श्वास, पीनस, ज्वर, कास, मूर्च्छा, 
कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रहपीडा तथा अपस्मार का नाशक है। 
(ग्यारह वर्ष से छे कर शत ( सौ ) वर्ष का पुराना इत “कुम्भ 
aft कहराता है तथा वह रा्षसों ( कमि, जीवाणु, भूत 
मेतादि ) को नए करता है । सौ वर्ष के बाद का घी 'महासपिः 
कहलाता है। थह महाघृत वातरोग वाले या चातप्रकृति 
भरुष्यों द्वारा पीना चाहिये एवं यह कफ को नए करता है, 
चलवर्द्धक, wae site ao तिमिर रोग को | के 
नष्ट करता है। सवे प्रकार तथा जीवाणुओं 
. को नष्ट करने सें प्रशस्त है) ॥ १०८-१११ ॥ 
_ विमर्शः-ुराण घृत के विषय में अनेक मत हैं । (५) वर्षा- 
दूष्य भवेदाज्य पुराणस्‌ । ( साच प्र० ) । (२) aft पुराण विज्ञेय 
दशवपरियतन्तु यत्‌ । ( योगरलाकर ) । अन्यच्च=पुरार्णं दशवर्ष 
स्यात्मपुराणसत* LAT काछः--(१) कम्म दशाग्दिकम्‌। 
( चरके चक्रपाणिः ) । (२) शतवर्षस्थित aT कुम्मसर्पिस्तदुच्यते । 
( योगरत्लाकर ) 1 (३) हारीतसंहिता का मत दै-कि जैसे जैसे 
घी दुराना होता है वेसे २ उसमें गुण की बृद्धि होती रहती है- 


जनक, योनि, दिर और कर्ण के शुळ को शान्त करने वाला, 
गर्भाशय के दोषों का शोधक एवं fa, भिन्न, विद्ध, उत्पि 
च्युत, सथित, oa, पिच्चित, सञ्च, स्फुरित, हार तथा 
असि से दग्ध, Pav, दारित, अमिएत, दुर्भभ, अहि तथा 
हिज पशुओं से दृष्ट aff दशाओं में परिपेक, अभ्यङ्ग तथा 
अवगाहन के लिये “तिल Fer प्रशास्त होता हे ॥ ११२॥ * 

विमशः-तैङमिति । यथपि तैलशब्देन तिलेपु"मवं तेल तिल- 
तैळमभिप्रेतम्‌, तयाऽपि वरगेऽसिमिन्नेएण्टनेलादीनामपि वक्तव्यतया 
"तिलादिस्निग्धवस्तूना स्नेहस्तेळमुदाद्दत” इति पारिभापिक तैलमत्रा” 
भिम्रेतम्‌। आग्नेयम्‌ =अञ्भियुणबहुलम्‌ । “ब्यवायौ वा$सिल देइ 
च्याप्य पाकाय कल्पते' इति व्ष्यममाणलक्षण व्यवायि । विकासिंम 
सर्वशरीरानुप्रवेशेन धातुसस्धिवन्धनविमोचकम्‌ । 


तद्वस्तिषु च पानेषु नस्ये कर्णाक्तिपूरणे | 
अन्नपानविधौ चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ॥ ११३ ॥ 
इस तिळ तेळ को वस्तिकर्म, पान, नस्य, कर्ण और नेत्र 
पूरण, अनेक प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों के संस्कार 
तथा वात की शान्ति के लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
एरण्डतैलं सधुरसुष्णं तीचणं दीपनं कडु कपायानु- 
रसं सूक्ष्मं स्रोतोविशोधनं त्वच्य॑ वृष्यं मधुरविपाकं 
वय स्थापनं योनिशुक्रबिशोघनमारोग्यमेघाकान्तिस्ट्रति- 
बलकरं वातकफहरमधघोसागदोषदरख ॥ ११४ ॥ 
एरण्ड का तेळ--मधुर, उष्ण, diem, अभि का दीपक, 
रस में कड, अनुरस में कषाय, सूचम, खोतोविशोधक, त्वचा 
के लिये हितकारी, a, विपाक सें मधुर, आयु का स्थापक, 


यथा यथा जरा याति_गुणवत्स्यान्तयातथा | योनि तथा शुक्र के दोषों का शोधक, शरीर की नीरोगता, 
इति घृतवर्गः । सेधा, कान्ति, सट्रति और बर को करने वाळा, वायु और कफ 
का नाशक एवं शरीर के मळाशय, मूत्राशय आदि अघोभागो 
अव हस रले साचे 
तैले त्वास्तेयमुष्ण तीच्य मघर ह , छोटे वच 


गर्भिणी खी तथा aat के लिये विरेचनादि में प्रयुक्त करने पर 


ही 


भीणनं व्यवायि aa लेखत सा कार्य करता है। हे 


Rad गुरु सरं विकासिएवृष्यं 


TAT: ४५ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


१७६ 


निम्बातसीकुसुम्मयूलकजीमूतकवृक्तकळतवेघना- 
ककम्पिल्लकहस्तिकगेप्रथ्वीकापीलुकरझेडडुदीशिग्रुसपंप- 
सुवचलाविडड्गञ्योतिव्मतीफलतेलानि तीच्णानि लघूः 
न्युष्णतीर्याणि कटूनि कटुविपाकानि सराएयनिलकफ- 

कुसिकुएप्रमेहशिरोरोगह्राणि चेति ॥ ११४ ॥ 


नीम, अलसी, FAR, मूळी, देवदाली, झर्न, कोगातकी, 
आक, कवीला, हस्तिकर्ण ( छाल पुरण्ड या GST ), काळा 
जीरा, पीलु, कर्ष, इट्ट॒दी, सहजन फळी, सरसों, सूर्यावते 
frez, माळकांगनी इनके फळ अथवा बीजों के Ge तीचग 
पचने में हलके, उप्णवीर्य, रस और विपाक सें कड, ae 
विरेचक हैं तथा वाय, कफ, कृमि, कष्ट, प्रमेह तथा दिर फे 
रोगों को नष्ट करते हैं॥ १५५ ॥ 


वातन्नं wat तेषु aid तेलं बलापहम | 
- कट्ुपाकमचञ्जुष्यं स्थिग्धोष्णं शुरु पित्तलम्‌ ॥ ११६॥ 
कुसिन्नं सापप॑ तेलं कण्ड्कुष्ठापहं लघु | 
कफमेदोऽनिलहरं लेखनं कडु दीपनम्‌ ॥ ११७॥ 
कृमिन्रमिङ्कदीतंलसीपत्तिक्तं तथा लघु | 
कुष्टामयङ्मिहरं दृष्टिशुक्रवलापहम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विपाके कटुकं तेलं कोंसुम्भं सवंदोपक्कत्‌ | 
रक्तपित्तकरं तीदणमचक्षुष्यं विदाहि च ॥ ११६॥ 
उक्त del में असी का (चौम) तेळ वातनाशक, मधुर, 
बलनाशक, विपाक में कट, नेन्नों के लिये अहितकारी, स्निग्ध, 
उष्ण, भारी और पित्तकारक होता दे 1 सरसों का तेल कृमि 
कण्डू जौर कुष्ट को नष्ट करता है, पचने में हल्का होता है, 
कफ, मेद और वात रोगों का नाशक हे तथा लेखक, कडु भौर 
अभि का दीपक ह। हिंगोट तंलड-कृसिनाशक, ez तिक्त पुं 
दरका होता दै, Fe तथा कृमि रोगों को नष्ट करता हे तथा 
दुर्शनशक्ति, वीर्य और WT के वळ को नष्ट करता हे । कुसुम्भ 
ae विपाक में कड, सर्च दोषों का जनक, रक्तपित्त को बढाने 
वाला, तीच्छा, नेत्रां के लिये दानिकारी तथा शारीर में विदाह 
उत्पन्न करता दै ॥ ११६-११९ ॥ 
किराततिक्तका तिसुः्कविभीतकनालिकेरकोलातच्षोः 
डजीवंन्तीप्रियालकवुदारसूर्यवल्लीत्रपुसेवारुककका र्क 
water data मधुराणि मधघुरचिपाकानि 
वातपित्तप्रशसनानि शीतवीर्याण्यभिष्यन्दीनि gets 
ख्मूचाण्यभिसादनानि चेति| १२०॥ 
चिरायता, भाघवीळता फळ, wee की गिरी, नारियल- 
गिरी, वर, अखरोट, जीवन्ती, चिरोक्षी, कचनार, भर्कपुप्पी, 
खीरा, पुर्वारक ( खीरामेद ), rales, कोहड़ा आदि के फलों 
“के तेळ रस और पाक में मधुर वायु और पित्त के प्रशामक, 


शीतवीय, अभिप्यन्दी, qa लाने वाले तथा पाचकाशि 


नाइक होते हैं ॥ १२० ॥ हि 


मधुककाश्सयंपलाशतैलानि मधुरकघायाणि कफ- 
पित्तप्रशमनानि ॥ १२१॥ 


महुआ, गग्भारी और पलाश ( ढाक ) कें चीजों के Fe 


मधुर, कपाय तथा कफ और पिच के प्रक्षामक होते हैं ॥१२१॥ 


तुवरकमज्ञातकतेले उष्णे मघुरकपाये तिक्तानुरसे 

बातकफकुषमेदोमेहक्मिप्रशमने उभयतोभागदोषहरे च॥ 

तुवरक तथा मिलावे के तेल उप्ण, मधुर और कपाय, 
अनुरस में तिक एवं वात, कफ, Se, मेदोबुद्धि, प्रमेह और 
कमि रोगों के प्रजामक तथा उभय ( ऊर्ध्वं और अघः ) भाग 
के दोषों के नादाक होते हैं ॥ ११२॥ 

विमश्षः-तुवरकनामौषथिः, एत्तत्परिचयस्तु--पत्रेस्तु केशरा- 
कारे, कळायसडश. फल" । बृक्षस्तुवरको नाम पश्चिमाणवतीरजः ॥? 
इति तन्त्रान्तरीयः | आजकल गळित कुष्ट ( Leprosy 5 सें तुचरक 
तंळ का प्रयोग अधिक करते SI 


सरलदेवदारुगण्डीरशिंशपागुरुसारलेहास्तिक्तकहु* 
कषाया COATT: कृमिकफकु्ठानिलहराश्च१२३॥। 

सरळ, देवदार, Wa, शीशम और अशुर इनके सार 
भाग क्रे निकाले इये स्नेह तिक, कडु और कषाय होते हैं। 
Sean का शोधन करते हैं तथा कमि, कफ, कुष्ठ और चात 
रोगों को नए करते S ॥ १२३॥ 


हुम्बीकोशाम्रदन्तीदरवन्तीश्यामासप्रलानीलिकाक' 
म्पिज्लकशकद्विनीस्नेद्दास्तिक्तकटुकषाया अधोभागदोपह- 
राः कुमिकफक्कुछानिलहरा दुष्टबणशोधनात्व ॥ १२४॥ 
कडची deh, eens, दन्ती, द्रचन्ती, सप्तळा, नीछिका, 
कम्पिज्ञक और aight के de, कडु और कपाय रसथुक्त 
होते हैं तथा अधोभाग के सळ, सूत्र, चातादि दोषों का इरण 
करते हैं एवं कृमि, कफ, कुष्ट और चातनादाक तथा दुष्टनण 
शोधक होते हैं ॥ १२३ ॥ 
यवतिक्तातेलं सर्वेदोपप्रशामनमीपत्तिक्तमभिदीपनं 
लेखनं Ret पथ्यं रसायनव्व ॥ १२५ ॥ 
यवतिचा ( कालमेघ ) का तेल सव दोषों का अदमन 
करता दे, कुछ fre होता दै, अभि का दीपन करता दै, दोपों 
का लेखन, Har के लिये हितकर, पथ्य और रसायन गुण 
यक्त होता हे ॥ $२५॥ 
| पकैपिकातेलं मधुरमतिशीतं पित्तहरमनिलग्रकोपणं 
वहेण्माभिवद्धनं च ॥ १२६॥ 
uefa ( ष्णब्रिद्वत्‌ फळ ) तल स्वाद में मधुर, अति 
शीतम्रकृतिक, पित्त का हारक, चात का प्रकोपक पुवं कफ- 
वर्डक होता हे ॥ १२६॥ 
सहकारतेलमीषत्तिक्तमतिसुगन्धि वातकफहरं रकत 
मधुरकपायं TATA तिपित्तकरच्च | १२७ ॥ 
amas फ्री Wet का तेळ अथवा आम के 
(पुप्पाकुर ) या पत्तों का तळू इछ तिक किन्तु अधिक 
सु्न्धिवाळा, वात और कफ का नाशक, रूछ, मधुर भौर 
कपाय होता है तथा रस की भांति अधिक पित्तकारक नहीं 
होता है ॥ ११७॥ 
फल्नोद्धवानि तैलानि यान्युक्तानी् कानिचित्त्‌। - 
गुणान्‌ कर्म च विज्ञाय-फलानीव विनिर्दिशेत्‌ ॥१९५॥ 


यावन्तः स्थावराः Sete समासात्‌ परिकीर्तिताः | 
सर्वे तैलगुणा ज्ञेयाः सवे चानिलनाशनाः ॥ १२६॥ 
सर्वेभ्यरित्वह तेलेभ्यस्तिलतेलं विशिष्यते | - 
निष्पत्तेस्तदूरुणत्वाञ्च तैलत्वमितरेष्वपि ॥ १३० Il 
जिन जिन फलो के कुछ तेली का वर्णन यहां नहीं किया 
गया है उन et के गुणकम उनके फलों के समान ही सम" 
झना चाहिये । जो जो स्यावर स्नेह यहां सक्षिप्त रूप से वर्णित 
किये गये हैं वे सव Reds के सामान्यग्रुणों से युक्त होते है 
अतः वे सब स्नेह वातनाशक हैं। खबे प्रकार के तळा की 
ate तिला का तेल प्रशस्त दै । यद्यपि तेल संहा तिळों से 
निकले स्नेहरुपी दव की ही है तथापि उन तिलातिरिक्त 
चानस्पतिक स्नेहा से भी तिळतेळ के समान निप्पत्ति ( कार्य 
सिद्धि ) होने से तथा तिल्सेळ के गुणों के समान ही उन 
सें गुण होने से उनमें भी तेंटत्व का आरोप किया गया हे ॥ 
विमर्ग/--चरक ने रनेहों की दो योनि मानी है--स्नेहाना 
द्विविधा योनि. सौम्य ! स्थावरजङ्गमा । तैळयुणाश्चरके--तैल 
सयोगसस्कारात. सर्वरोगापद्द परम्‌। seminar निर्विकारा 
जितश्रमा ॥ आसन्ञातिवला सख्ये दैत्याधिपतय gon निष्पत्ति 
का अर्थ तेलनिप्कासन-समानता किया हे जेसे--तिले यथा 
तैळ fart चूर्णीकरणयन्त्रादना तथा सर्पपाढाबपि स्नेह्वापकर्प- 
णाद्‌। भवति च समाननिष्पक्तिकनया तच्यब्दता। (शिवदाससेनः)। 
आम्यानूपौदकानाव्वे वसामेदोमज्ञानो गुरूण्णम- 
घुरा वातन्ना: | जाइलेकशफक्रव्यादादीनां लघुशीत- 
 कपाया रक्तपिततन्नाः | प्रतुदविष्किराणां शक्ेष्मन्नाः | 
तत्र धृंवतेलबसामेदोमजानो यथोत्तरं शुरुविपाका 
वातहराश्व ॥ १३१॥ 


इति तेलवर्ग: | 


यौ, अश्व, उष्ट्र आदि ग्राम्य, महिषादि आनूप तथा 
mene औद्क आणियों की वसा, मेद और सजा भारी, 
उप्णप्रकृतिक, रस में मधुर तथा वातनाशक दै तथा जंगल में 
घुमने वाले प्राणी, एक चुरवाले प्राणी तथा हिंस्रक प्राणियों 
को वसा, मेद और मज्ञा लघु, शीतळ, कपाय तथा रक्तपित्त- 
दारक होती दै । कपोत, पारावतादि प्रतुद्‌ और छाव-तित्तिरादिं 
fatter प्राणियों की चसा, सेठ और मज्ञा कफनाशक होती 
है। घृत, तेळ, वसा, मेदा और मजा ये यथोत्तर अधिक भारी 
पुवं Fs उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ १३१ ॥ 
t—Ti तैल बसा ran aA ऽप्युक्तश्चतु्विध । थहाँ 
सेद्‌ को और बढ़ाकर पांच स्नेह कर दिये हैं। तेछ को 01, 
चसा को र, मेद को Red Marrow, सजा को Yellow 
Morrow कहते हैं। त्यूलास्विपु विशेषेण मज्जा त्वन्यन्तराश्रिता । 
‘mtg सर्वपु सरक्त मेद उच्यते॥ स्नेह द्रव्यो का निर्माण 
ग्लिल्लीन और फेटि पूसिढ के संयोग से होता है। जिसमें फेरि 
एसिड निम्न श्रेणी के a उन्हें रासायनिक सापा सें as 
कहते हैं अत एव Gs पतले होते हैं। जिन में seats 
फेरि एसिड हो उन्हें घसा कहते हैं जिससे घह गाढ़ी होती है। 


We | 


nner 


शुश्रुतसंहितां | 


अथ मधुवरगेः-- 
मधु तु मधुरं कपायाचुरसं रुचं शीतमय्निदीपनं 
बण्यं स्वर्यं लघु सुकुमारं लेखनं हृद्यं वाजीकरणं सन्धानं 


शोघनं रोपणं सड़ाहि चक्षुष्य प्रसादनं Geral: | 
चुसारि पित्तर्तेष्ममेदोमेहहिक्काश्वासकासातिसारच्छ- ` 
दिंदृष्णाकृमिबिपप्रशमनं ह्लादि त्रिदोपप्रशमनज् | दत्तु 


लघुत्वात्कफन्न॑ पेच्छिल्यान्माधुर्यात्कपायभावाश्च वात 
पत्तनम्‌ ॥ १३२॥ 


मधु ( शहद Honey) रस में मधुर, अनुरस में कपाय, 
रक्त, शीत, अभिदीपक, चर्ण वढानेवाछा, बल्वर्द्धक, पचने में 
हलका, सुकुमारताकारक, छेखन, हृदय के लिये द्वितकर, 
चाजीकरण, भग्नास्थिसन्धानकारक, दोपसशोधक, ANT, 
संग्राहि, Rat के लिये हितकर, प्रसादक, शरीर के सूच्म 
चोतसों ( मार्गों ) में प्रवेश करने वाला, पित्त, कफ, मेदोदि, 
प्रमेह, हिक्का, श्वास, कास, अतिसार, वमन, तृष्णा, कृमि 
और विष का अद्यमन करने वाला, हदयाहाद्कारीहतथा 
त्रिदोप का शामक हे | वह शहद लघु होने से कफ को नष्ट 
करता है तथा पिच्छिळ, मघुर और कपाय रस होने से ,वात 
और पित्त को नष्ट करता है ॥ ५३२ ॥ 


विमञ्च-मघु में डाचादार्करा या ग्लुकोज ७५% प्रतिशत 
होता है एवं इक्षशकरा, लेब्यूळोजू, ओटीड्स, गोंद, भोम, 
रजन द्रव्य, फोर्मिक एसिड, सुगन्धिद्रन्य, लोहा, चूना, 
फोस्फरस, विटामिन्स,D1a5t3t1० ferment, जळ और पुप्पों 
के पराग होते हैं । इसी तरह शारीर के उपयोगी सभी उपादान 
मधु में हैं । अग्निमान्ध, उवर, चमन, तृषा, अम्लावस्था, विपम- 
यावस्था, मधुमेह, हृदयदौर्वल्य, हृद्याचसाद्‌ ( Collapse ) 
सें मधु अत्यन्त लाभकारी हे । मधु की शर्करा ( Glucose ) 
का पाश्चात्यविज्ञान में बहुत भाद्र और उपयोग हो रहा है । 


पौत्तिकं ्रामरं aig माक्तिकं छात्रमेव च | 
आध्येमौद्दालकं क Cal 
आध्यमोद्दालकं दालमित्यष्टी मघुजातयः ॥ १३३ ॥ 


मधु के सेद-पौच्तिक, आमर, क्षौद्र, माणिक, छात्र, आरध्य, 
औद्दाळक और दाल ये मधु की आठ जातियां होती हैं ॥१३३॥ 

विमर्शः--चरक ने केवळ मधु की चार जातियां ही मानी 
हैं। माक्षिक आमर क्षौद्र पौत्तिक मधुजानय । भावप्रकाशे पौत्तिका- 
चष्टनातिमधुलक्षणानि यथा--पौत्तिकम--महुत्य पिङ्गला यास्तु 
माक्षिका पुत्तिका स्मृता? तद्भव सर्पिषा तुल्य म्धु पौत्तिकम्‌। 
आमरम्‌--किञ्जित्यक्ष्मै प्रसिद्धेभ्यः पट्पदेभ्यो$लिभिश्चितस्‌ | 
निर्मळ स्फटिकाभ यत्तन्मधु आमर स्मृतम्‌ ॥! इति । क्षौद्रम-'मक्षिकाः 
after aaa: ह॒द्राख्यास्तत्कृत मधु । झुनिभि क्षौद्रमित्युक्त तद्वः 
णौत्कपिळ wa इति। माक्षिकम्‌-'मक्षिका, पिड्ववर्णांस्तु 
महदलो मधुमक्षिका" | तामि* कृत seat भाक्षिक परिकीतिंतम्‌ ॥' 
इति | छात्रम्‌-'वरटाः कपिलाः पीता, प्रायो हिमवतो वने ! कुर्वन्ति 
छत्रकाकारं तत्न छात्र मधु त्टृतम्‌ ॥! इति । आर्ध्य्‌-*तीषणतु- 
ण्डास्तु या. पीतवर्णा. घट्पदसन्निमाः । अर्व्यास्ता माक्षिका हेया 
आन्यं तत्कृतमुच्यते ॥' इति । औद्दाळकन्‌--'्रायो वल्मीकमध्यस्थाः 
कपिला. semen: | कुर्वन्ति कपिल set तस्मादौदालक मधु ॥? 


श्रध्यायः ४५ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


१८१ 


इति | दाळम्‌--'इन्द्रनीलदलाकाराः sem या मक्षिकाः gar 

बृक्षकोटरमध्यस्थास्तञ्जं दाल्मुदाहतम्‌ ॥? इति । 
विशेषात्पौत्तिकं तेषु रूक्तोष्णं सविषान्वयात | 
वातासकपित्तकृच्छेदि बिदादि मदळन्मधु ॥ १३४ ॥ 
पच्छिल्यात्‌ स्वादुभूयस्त्वादू भ्रामर॑ गुरुसंज्ञितम्‌ | 
चौद्रं विशेषतो ज्ञेयं शीतलं लघु लेखनम्‌ ॥ १३५॥ 
तरमाल्लघुतरं Gat माक्तिकं प्रवरं स्मृतम्‌ | 
ख्वासादिषु च रोगेषु प्रशस्तं तद्विरोषतः ॥ १३६॥ 

- स्वादुपाकं शुरु हिमं पिच्छिलं रक्तपित्तजित्‌ | 
स्ित्रमेहकृमिध्नं च विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम्‌ ॥ १३७॥ 
आघ्यं मध्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ | 
कषायं कडु पाके च बल्यं तिक्तमवातक्कत्‌ ॥ १३८॥ 
औद्दालकं रुचिकरं स्वये कुष्ठविषापहम्‌ | 
कषायमुष्णमम्लग् पित्तकृत्‌ कटुपाकि च। 
छदिमिहप्रशमनं मधु Set दलोद्धवम्‌॥ १३६॥ 

पौत्तिक मधु--सविप मक्षिकाओं से या विपेले पुष्पा के 
रस से बनने के कारण विशेषतया es तथा उष्ण होता हे 
एवं वायु, रक्त और पित्त को चढाता है तथा मेदोग्रन्थि आदि 
का छेदून करता दै। यह मधु विदाह..तथा मद्‌ जनक भी 
है । आमरमधु-पिच्छिळ होने से तथा अधिक मधुर होने से 
भारी होता है। क्षौद्ममछु--विशेषकर शीतळ, लघु और 
लेखन होता हे | मालिक मधु-चौद्रमछु से भी हलका, रू 


तथा सब से श्रेष्ठ हे एवं श्वास-कासादि रोगों सें विशेष कर ।, 


प्रशस्त है। छात्रमधु-विपाक में सधुर, पचने में भारी, 
शीतळ तथा पिच्छिल होता है एवं रक्तपित्त, श्वेतकुष्ठ, प्रमेह, 
कृमि इनको नष्ट करता हे एवं अन्य की अपेक्षा गुणो में श्रेष्ठ 
माना गया है । आर्ध्यसधु--नेत्रो के लिये अतीच लाभकारी, 
कफ और पित्त का नाशक, रस सें कपाय, विपाक में कह्‌, 
wears, तिक्त एवं कुछ वातकारी होता है । औद्दाळकमधु-- 
shade, स्वरहितकारी एवं कुष्ठ तथा विष का नाइक है। 

' दालमछु--कषाय, उष्ण, ae, पित्तकारी, विपाक में कह, 

बमन तथा प्रमेह का शामक भौर रूच होता है ॥१३४-१३९॥ 

विमर्शः —विदादिलिक्षणम्‌--द्रव्यस्त्रभावादथ गौरवाद्वा चिरेण 
पाकं जठराग्नियोगात्‌ | पिम्तप्रकोप विदत्‌ करोति तदन्नपानं कथितं 
विदाहि ॥ 

- Saute सधु नवं नातिश्लेष्महरं सरम्‌ Ul १४०॥ 
सेदःस्थौल्यापहं घाहि पुराणमतिलेखनम्‌ | 
दोषत्रयहरं पक्कमाममम्ल॑ त्रिदोषक्त्‌॥ १४१॥ 

नवीन सधु-्रुहणकारी, अधिक कफ नाझ नहीं करने 
चाळा, कुछ दुस्तावर होता है 1. पुराना मधु शरीर की बढी 
हुई मेदोधातु तथा स्थौल्य को नष्ट करने वाळा, आहि सौर 
अति लेखक होता हे । पक्कमधु--त्रिदोर्षा का नाशक होता है 
तथा आम ( कच्चे छत्ते को तोड़ कर निकाला get) ag: 
खहा होता है एवं त्रिदोषों को करता है ॥ १४०-१४१॥ 

विमर्ध:--मधुनः पुराणताकाळः--मधुन, शकरावाश्व Tee 
स्वापिविशेषतः। एकसंवत्सरे5तीते पुराणत्वस्टृतं उुपै:॥ (भावप्रकाश) 


तदयुक्तं विबिघेर्योगेनिहन्यादामयान्‌ बहून्‌ | 
नानाद्रव्यात्मकत्वाच् योगवाहि परं मधु ॥ १४२ Ul 
इस मधु को अनेक योगों के साथ प्रयुक्त करने से अनेक 
प्रकार के रोगों को नष्ट करता हे एवं अनेक द्वव्यों ( पत्र, पुष्प ) 
से उत्पन्न होने से परं योगवाही है ॥ १४२ ॥ 
तत्तु नानाद्रव्यरसयुणवीर्यविपाकविरुद्धानां पुष्प- 
रसानां सविपमक्तिकासम्भवत्वाच्चानुष्णोपचारम्‌ ॥१४३॥ 
_ चह मधु अनेक प्रकार के द्वव्यों के रख, गुण, वीर्य और 
विपाक की इछि से परस्पर विरुद्ध ऐसे विविध पुष्पों के रस से 
उत्पन्न होने से तथा विपेली मक्तिकाओं द्वारा उत्पन्न होने से 
उप्णोपचार या उप्ण अवस्था के साथ संसर्ग रखने के योग्य 
नहीं है ॥ १४३ ॥ 
उष्णेबिरुध्यते सर्व विषान्बयतया मधु | 
उष्णात्तमुष्णेरुष्णे वा तन्निहन्ति यथा विषम्‌ ॥१४४॥ 
तत्सौकुमार्याचच तथैव शेत्यान्नानौपधीनां रससस्भवाच | 
उष्णेबिरुध्येत विशेषतश्च तथा5न्तरीक्षेण जलेन चापि॥ 
ag अपनी उत्पत्ति में विपसंसर्गजन्य होने से sor 
अवस्थाओं के साथ विरुद्ध पढ़ता है जैसे अग्नि या सूर्य के 
ताप से पीडित मनुष्य को उष्ण द्रव्यो के साथ उष्ण समय 
( शरद्‌, ग्रीष्म व मध्याह्न ) में सेवन कराने से विष की तरह 
मार डारता है। मधु सुकुमार होने से, शीतळ होने से ओर 
अनेक प्रकार की ओषधियों के ( पुष्प ) रस से उत्पन्न होने से 
उप्ग द्रच्यों के साथ विरुद्ध पढ़ता हे तथा विशेष कर आन्तरिक्ष 
जळ के साथ भी विरुद्ध पदता दै ॥ १४४-१४५ ॥ 
उष्णेन मधु संयुक्तं वमनेष्ववचारितम्‌ | 
अपाकादनवस्थानान्न विरुध्येत पूववत्‌ ॥ १४६॥ 
qua क्रियाओं के उप्ण जळादि gett के साथ अयुक्त मधु 
पाक न होने से तथा ales नहीं ठहरने से विरुद्ध नहीं 
होता हे ॥ १४६॥ 
मध्वामात्परतस्त्वन्यदामं कष्टं न विद्यते | 
विरुद्धोपक्रमत्वात्तत्‌ सब हन्ति यथा विषम्‌ i १४७॥ 


मधु के अति सेवन से उत्पन्न आमावस्था भर्थात्‌ अजी- 

णावस्था से चढ़ कर अन्य पदार्थों की अजीर्णावस्था कष्टदायिनी 

नहीं होती है क्योंकि आमादस्थानाशार्थ सर्व प्रकार के उपक्रम 

(स्वेदन, उष्णपदार्थ सेवन ) मधु के विरुद्ध होने से विप की 

तरह (वह मधु की आमावस्या) मनुष्य को मार डालती है॥ 
इति मधुवर्गः। 


झथेश्लुवर्गः— 
इक्तयो AGU मधुरविपाका शुरवः शीताः लिग्धा 
वल्या दृष्या मूत्रला रक्तपित्तप्रशमना: ङमिकफकसश्चेति। 
सभी इश्च रस और विपाक में मधुर,पचने में भारी,शीत, 
स्निग्ध, वछकारक, दृष्य, सूत्र छाने वाळे, रक्तपित्त के 
प्रधामक तथा कृमि और कफ को उत्पन्न करने चाले होते हैं ॥ 


> सन्रदयाहिता esi Fi 


CN 


en EY 
PPO LOLOL LPO EL LL LLL ELL LO PLL Gt Bs 
हल्ल nar 
PPL POP EP OL PO A. 


ते चानक्रदिष्य: | दच्च — | तीच्य चया कफ चोर वात को नष्ट करता देगा १०८॥ 
हि ig a पइवेवपोरक i Reais FSIS ATS दृगन 1 ur 
पारडको aN "42261 nel CS: || $ % 
Ue aa Nt ‘age extem गच्यदि chavan अति; दद, Proves 
= = Sea 5 he A = 
ऋन्‍्वाए्डाउसकुश् Fa ति << ce Heed हु SNe EE se CaP He PoE izes 
= दीघपतन्नश् oan तीलपोरो >>> ऽथ SSL isk ~ See Eo 
सपाला ASIA APSA SRST fest a eS वादि afee बिदादी उर Per 
= ra Tae रान ञ्च्व manera की र ae + ~ 
SO जातयः APNE सुझाव PS: परम्‌ 1. ` easy इसि। 
2 Se can ॐ” देते हैं aS मद Seat 
वे इक अनेक प्रकार छ” देख दं; Ga -पौऱ्डूक, iE, फाणितं शुद सधुरममिष्यान्द BE वरिदापळ्य Ml 


= ८-३ च्छ ताउ, वाळ, खचिपत्रक, + 
चक; IT, SIN, TIVE, FES, On (राव ) पाक में भारी, मडर TES, अनि 


i 
| 
ई 
See Stage ere aia 3 
FNS, STAs, WEA ie क्रामझ्व च स्दूळ = | विद्ेपकारक ररक होता on 
सडे की झातियाँ दै। जव इसके Swat इसके सुयो का | URNS, इंदण, eee निडापकारक दाता eT 
कान करते हे 123-740 0 We: सक्षारमधुरा नातिशात: Paral भृत्रस्कशा” 
* <", क्ट जशा Sas te 
अविदाही शुद्धयः IRE TT AEN, गुड age वया नडर होता दे जो sip ङा 
छश्च तुल्यगुगः किद्चितसचारो दंशकछो मतः | | नही होता दे एवं Rave, a कौर रचू का झोवक, रिच का 
बंशडस्छ वतपोरन्त दिख्विदप्प ॥ १५२॥ । अविक शसन नहीं करने बाळा, वादनासक, aaa. 
oN ee aa ES | कृमि और कफ करने वाळा ठया बळवर्दक और वृष्य 
SIC ल Sasa भवा । Vea tea a 
7 i" SSIS > ञः छठा दे! १% 
एडंगुपन्तु APS सध तु ease ॥ १५२ ॥ | pars pe ease 
सपत्रा नीलपारो Aare दवय! | पित्तन्ना ARG शुद्धा गवन्नाउद्कारसादन: | ७ 
वता: कदपिचन्नाः सजण विदादिनः ॥ १४३॥ ` च Wester गुडः पथ्यवमः स्वः ॥ १६१॥ 
छोराकरो गुद: शीना Wess १४५॥ |, युद घड Rees, मटर, चावनागक, temas 
2. कक wat cies swe ak de. मंतर दावा दे दवा agi एक वर्ष का घुगाना अविक गुणकारी तथा 
Glas दया Wiese नामक यदे 2३, सइर, Raz, अन्पन्ठ पथ्यकारक होदा है 19290 
पुश्किरक, seu, tena, अविदाद्रि, शुर कौर कृष्य , : 
= 8 Ze 2 ~e 


युदा हून दोनो के सनान zat वाऊा किन्तु नत्त्वरिडकाखरडशकरा विमलजञाठा उत्तरोत्तर 
ie tie केखनान युरुवाचा ठया  शीचाः a गुरुवर मधुरतरा वृष्या रक्षपिचप्रशा- 


2 
SF टप्फ कौर बावदामक होठा द! कान्दार तथा दाउसेड पेड ' सनात्रा। १६२ ॥ 
दए के समान हा Yai बाड eI इटा Fe Besse; | gee een, मत्स्यण्डिका से खाण्ड चौर ave 
के सदस ol वाडा किन्तु चात को Pat करठाई। से दारा उचरोचर साऊ होती हैतया उचरोचर दीव, स्निग्व, 
दकाप, HST, ANS 31६ Gass Fates, Se | अविक शुर, अविक मडर, वृष्य, रकपिच को प्रश्ननन करने 
fame, अपाय gE झर विदाद् उत्पन्न करते El बाळी ठया तृपाक्नानहऋ होती दैए १६२ 0 
Cece ऱ्या sae द्धया Tea iz — we! fink सुन्य 
आई Si Sah Ree 0 हट | ARATE रहो वाः सम्यज्यी ee: दिद seuss 
Ste व चक a sl : | beck चद न्दन्दटे Gerard far shy ware 
दाल MA भूत मध्य सहुर एव लु | | दाट Haw विद्युदधा TNS: मत्त्याम्व्व्या, ददः खम्डः 
MoS : ~ = श्च च्टरोचर विमाना Beetretace; Sorter ees : 
अग्रेलच्चियु विज्लेय Seed लवजो रसः॥ १९६ | च्च्य SRE Per See) सरोवर danke 
णि द < Seige at मवन्यात्यथ. 
सांबा चूळ (se) की नर& aera set दोता हे, | Hine न्दः 1 
सथ्य में खावारम मड होठा दे एवं A तचा अन्यियों | यया चर्थषा Saas WES तया तथा | 
3 स्वरर ठव रख बाळा दोता दै घ ३5६ | | MIR सर्वञ्च तथा वथा ॥ १६३॥ 
Lod ~ od STS MAIO RR पायौं 
अखिदाही SSS वदापिचनिद्यरयः | , इन पदायों छी जितनी हो अविक fier होती है 


वक्त्रव्र्हादना SH दन्वनिग्यीडिता CHM] १४७ | उठनी.दी जविक नहुरठा, स्विग्ववा, gest, भीचचा चौर 
fet gat सांडे का रख | सछ यूत्रादि खारक शुग बढ़ने दावे हैं ॥ १६६ ॥ 

काठा, Peas, वात कौर रिच का मास्क, | यो यो मल्यरिडकाजएडशकरायां सको राग: 1 

झु के तृत करने वाळा एवं दृष्य होचा है ॥ ३०३ 7 | तेन तेनेत Beat विद्ञावओों शुगः ॥ १६४ ॥ 


spefasret रद्र विष्टन्मी गन्तिकातु reife : अन्स्यर्डिक्रा, खण्ड वया दरस का जो जो अपना दिल्ली 
प्रको शुरु: चरः स्तवः सीः Sea Wiest) FT दता द वही युग उनके विज्ञावग (सदिव रस या शर्वे) 
~ चरती (कन्दु ) से निळा ga यदे का रस पचने | FUSE 0 1011 र 


में कारी, Freres, विष्न्न (कन) कारक होचाहे। i. सारत्तिता सब्मिला fave च चया चया | 
नारी, Mere, Rava, | वथा तया युगवही Bear शर्करा दुवे: aK 


sat ४५ ] 


boos dR aa EE LE SLL AS er Tn eens मल ONO EE 


जैमे मे चवरा साफ they शाररूप में मररहित छीर 
wreefes होगी याणी हे मेते गसे उसके गुण भी att ont 
हैं ऐसा परिहानों भो समह सेना चाहिये | १६० ॥ 

मधुथकरा पुनरदर्थतीसार"री रूता छेदनी प्रसा- 
zat कषायमधुरा मधुरणिपाना TH १६३ ॥ 

arm गमन सौर लतिमार को गष्ट परती दे गधा 
BY, हेएनी, दोष था शारीर पो प्रश) परने पारी, रस में 
a a = +. 

wary तया मर पुण Prove में भी मधुर होगी ४ ॥ १६६॥ 

यमासशफरा मधुरकंपाया तिशानुरसा cars 
सरा घेनि॥ tes ॥ 


mart फे काप से निरारी cf aga (गुरशणीन) 
कॅ. कक s क्ल, 
मींडी, बरी, care में Renan फफ पो नष्ट करने at 
भोर गय पिरेघर होगी हैं ॥ १६७ ॥ 
क e 
WITT TEM प्रोक्ता: सरा दाहप्रशाशना:। 


* 


र्क्तपिरप्रशमनान्छरिगुरादाठयापहाः ॥ (६८ ॥ 


८ 


~ ~ ~ ~ 


सूत्रस्वानम्‌ | 


१८१ 


~ ~~ ~ 
? AS INNS ee ON oe ee Mpeg oe A “५८७१ 


, उपन्न होने पाने झण्रोदोल ( 41०910०) ) की मात्रा पर उनके 
: गुज निर्भर परते हैं । 
भा रफिमचिदारित्वान्मधरान्मरयतम्तथा | 
| रक्तपित्तेषपि सततं gat प्रतिपिध्यते ॥ १७०॥ 
मधुरं तद्वि era मपायानुरसं लघु | 
लघुपाफि सरं शोपविपमज्वरनाशनम ॥ १७३॥ 
rien से पना गच--धातिराहि शौर मधुर रस प्रधान होने 
से रणपिश्त में भी firm, Ge सया निपेध नहीं फरते हैं 
यह मय मधर, रूप, अनुरस में फपाय, एलका, Poe में 
भी पसरा, सदुपिरेयफ गथा पोष जीर Faas फो नष्ट 
परमा छ ॥ १७२-५३३ ॥ 


गार्दझिल्पान्तरं कित्चित साजुरं चातकोपनम्‌। 
ava fiat ard कफध्नं फशेन लघु ॥ 
फपायमधुरं एयं झुगन्धीन्द्रिययोधनम्‌ ॥ १५४ ॥ 
गार्मूरमघ-द्राणानिमित मध की शपेदा कुछ कम गुणा 
पाळा, हए घान फा प्रशोपफ, विषाद, रचिकारक, फफनाशक, 


~ 


| 
| 
प 
। 
| 
! 
! 
| 
1 
| 
1 
) 
| 


अरेने पाटी रकपित को ग्ट करने पाठी गधा पशन, मूरा ' टला परने घाला, CTT, फपाय तथा मधुर रस से युक्त, 


शोर तृषा बो भष्ट करती हैं 1 १५६८1 
रूस मधूकपुष्पोत्यं फाणितं घातपित्त एम्‌ । 
कफन गधरं पारे फपार्य धस्निदूगगम ॥ १६९ ॥ 
agit के पुर्या से eater एभा पारित रश होता है,पात 


और पित मो परताहै, फक पा नागर तया यिपाफ में 
मतुर और कवाय पय बरनि (Bladder फो दूषित करता है ॥ 


ट्रनीक्ुगंः । 


श्रय WIT डर 


सर पित्तकरं मधमम्ल रोचनदीपनम्‌ | 

भेदन कफयातध्नं दरा बस्तितिशोघनम्‌ ॥ १७० ॥ 

पाके लघु तियं तीदणमिन्त्रियबोषनम्‌ । 

विकासि सष्टविण्मृत्रं श्रु तस्य विशेषणम्‌ ॥ ४७१ ॥ 

सरै प्रकारक मच पितजनर, अग्लरसयुक्त, रोधक, भमि" 

दीपक, fites, कफ और घान के नाश, देय के Prt 
हितकारी, मूत्राशय फी शुद्धि फरने याले, पचने में हळके, 
दाहजनक, गरम, तीचग, ज्ञानेन्द्रियों फे sire, दिकासि 
( सन्पिबन्धविमोचक ), विष्टा भौर मूत्र को साफ लाने नाले 
होते दै ava एनके तिगेण भे फो सुनो ॥ १७०-१७१ ॥ 


fori -_पेड्कि, माहीर कौर ate ये रास aut तीन 
अद टे । मथ में छयण को छोड शेप पांच रस ऐोते हैं जिनमें 
अम्छ प्रधान होता दै--मणस्याम्ण्रयभावस्थ चलारीध्नुरसा- 
स्मृदा') age परदायक्ष तिक्त पक एवं ॥ WT दश 
पूर्वोक्तारीशवुरंशभिशंगे । सर्येषा मधगम्लानामुपयुपरि तिष्ठति ॥ 
( चरक ) एन्द्रिययोधनः--परएर्पण प्रीतिकरः पानाशशुशदरशक' । 
aetna waa sin ( अरक)। सच के 
शास दग्य तथा उसमें पढ्ने घाले Wage पुव मच में 


ru, सुगस्थित छौर एन्मिययोधक है ॥ १७४॥ 
फामाशोप्रिहणीदोपमूत्राघातानिलापद्दा । 
स्वन्यरक्तत्षयद्तिता सुरा बंहणदीपनी ॥ १७४५ ॥ 

सगा-कास, अर्द, संप्राणी, मूज्राघात तया बातविकार 
को गष्ट परनी है सथा दुग्ध भौर रक्त की उीणता मॅ हितकर, 
दारीर-पुटिकर एवं पाचकाम्निरीपक ऐसी है ॥ १७५ ॥ 
छ्यरोचफद्रत्कुितोदश्चलप्रमदंनी । 
प्रसन्ना फफब्रातार्शाविषन्धानाहनाशनी ॥ १५६॥ 
प्रसा (सुरामण्ट)--वमन, अरुचि, हदय तथा कि में 
सुई छुमोने फी सी पीड़ा, शू, फफ, यात, अर्ष, सलविवन्ध 

राया SN फो नष्ट परती है ॥ १७६॥ 
कासार्शोम्रदणीश्ासप्रतिश्यायविनारानी । 
श्‍वेता मृत्रकफस्तन्यरक्तमांसकरी सुरा ॥ १७७॥ 

खेत पर्ण की सुरा--कास, at, arn, श्वास, भति- 
श्याय एन्ह नए फरती है तया मूत्र, कफ, दुग्ध, रक्त भौर मांस 
फो यठाती है ॥ १७७ ॥ 


पित्तला$ल्पकफा Gar यचैर्चातश्रकोपणी ॥ १७८॥ 
विष्टम्मिनी सुरा गुर्वी श्लेप्मला तु मधूलिका | 
ear नातिकफा gear पाचनी चाक्षिकी स्मृता १७६ 
यव फी सुरा-पित्तजनफ, अएप फफजनक, ST तथा वात- 
प्रकोपक होती है । मधूिका-रिष्टम्भ करने वाली, भारी तथा 
कफ घढाती है । बहेडे फी सुरा-रूर, अधिक कफ नहीं करने 
घाडी, बृष्य तथा पाचक होती है ॥ १७८-१७९ ॥ 
तिमः स्वरपगोधूमो मध्यदेशो पीशौकेति ख्याता, WATE 
ठग या तत्फळकिण्ब मभूलफमिति Cee. । मधूकफलमम्भूतसुरा 
मधूलिकेति सुशुतार्थसन्दी नम्‌ । 
त्रिदोपो भेयबृष्यश्व कोहलो घदनप्रियः | 


१८४ 
ग्राह्मणो जगल' पक्ता रूच्तर्ठुटकफशोफद्ृत्‌ ॥१5१॥ 
ex: प्रवाहिकाऽऽटोपदुर्नामानिलशोपहृत्‌ | 
THA हतसारत्वाहिएम्मी वातकोपनः ॥ 
दीपनः सृष्टविण्मूत्रो विशादोऽल्पमदो गुरु: | १८१ ॥ 

जौ के age वनाया हुआ कोहळ-त्रिदोपजनक, भेदी, 
अवृष्य तथा रुचिकारक होता है। जगळ ( मच्च के नीचे का 
भाग )-आही, उष्ण, पाचक, SI, TMAH, SHAT, 
shams, हृदय के लिये हितकारी तथा प्रवाहिका, आरोप 

अ, वातरोग तथा शोप को नष्ट करता है। वकस (सुरा- 

aes )-निःसार हो जाने से विष्टम्भकारक, वातप्रकोपक, असि- 

दोपक, विष्ठा और मूत्र का उत्पादक च सारक, विशद, अरप 

AE करने वाळा तथा भारी होता है ॥ १८०-१८१ ॥ 

कपायो मधुरः सीध्ुतौंडः पाचनदीपन:ः । 

शार्करो मधुरो रुच्यो दीपनो बस्तिशोघनः ॥१८श॥ 
aaa मधुरः पाके हृद्य इन्द्रियवोधनः | 

तद्वत्‌ पकरसः सीधुर्वेलवर्णेकरः सरः ॥ १८३ ॥ 
शोफध्नो दीपनो SA रुच्यः शलेष्माशेर्सा fee: | 
कशेः शीतरसिकः व्यथुद्रनाशनः ॥ १८४ ॥ 

€ C ७ 

वर्णझलरणः स्वर्यो विघन्धन्नोऽशेसां हितः | 

आज्षिकः पाण्डरोगन्नो अरयः SEAR लघुः १८४ 

कपायमधुरः सीधु' पित्तन्नोऽद्वकभ्रसादनः | 

जास्वबो वद्धनिष्यन्दस्तुवरो वातकोपनः । १८६ ॥ 

गुड से बनाई हुई vty (मद्य )-कपाय, मधुर, पाचन 

तथा दीपन होती हे । दार्करा से वनी सीछु-मघुर, | 
दीपक, मूत्रशोधक, वातनाशक, पाक में मधुर, हृदय के लिये 
हितकर तथा इन्दिर्या की प्रबोधक है। उसी प्रकार गनने के 
पके रस की चनी लीच -वल्वददंक, वर्णवर्दक, स्दुविरेचक, 
शोथनाशक, अभिदीपक, ह्य, रुचिकारक, कफ तथा कश रोग 
को नष्ट करने वाली होती है। गन्ने के कच्चे रस की वनी aig. 
शरीर को दुर्बळ करने चाळी, झोथ और उद्र रोग नाशक, 
वर्णवद्धंक, पाचक, स्वरहितकारी, विचन्धनाशक और अक्ष मै 
हितकर होती दै । वहेडे की यनी सीइ-पाण्डुरोग नाशक, ait 
के लिये हितकारी, संग्राहक, पचने में geet, कपाय और 


मधुर रसयुक्त, पित्तनाशक तथा रक्तमसादक होती दे) जामुन 
की सीधु-सूत्र की मात्रा को कम करने चाळी,कपाय और चात- 


प्रकोपक होती है ॥ १८२-१८६॥ 
तीक्ष्ण: छुतासवो SN मूत्रल: कफवातनुत्‌ ॥ १८७ ॥ 
सुखप्रियः स्थिरमदो विज्ञेयोऽनिलनाशनः | 
लवुर्मध्वासबश्छेदी मेहकुष्टविपापहः ॥ १८८ ॥ 
तिक्तः कपायः शोफ्नस्तीच्णः स्वादुरबातकृतू | 
Gra: कषायो मदद दुर्नामकफरुल्महत्‌ ॥ १८६ 
कृमिमेदोऽनिलहरो मैरेयो मधुरो शुरुः | 
- बल्यः पिचहरो वणयो हृयश्ेष्ठरसासवः Il १६० ॥ 
- सुरासव--तीदण, ga, सूत्रजनक, कफ और चात का 
नादाक, सुख को अच्छा छगने वाळा, स्थिर मदकारी और वात 
नाझक होता है। मध्वासव-हढका, दोषों का छेदक, मेह, कुष्ट 


सुग्रुतसंद्दिता | 


लक पतत मत 

तथा विपनाशक, तिक, कपाय, शोफनाशक, तीण, सधुर 
तथा वायु को उत्पन्न नहीं करने वाळा होता है । भेरेयमच-- 
तीचण, कपाय, मदकारक होता दे तथा अर्श, कफ, Te, 
aft, मेदोडद्वि और वात को नष्ट करता हे एवं मधुर तथा 
गुरु होता है। TAS रस से बनाया हुआ आसव वलव 
पित्तनाशक, वर्णवर्डक और हय होता है ॥ १८७-१९०॥ 


क, 


विमशीः-_मेरेयः-आसवस्य सुरायाअ ददयीरेकत्र भोजने । 


सन्धान तद्दिजानीयान्मरेयमुमयाश्रयम्‌ ॥ 


सीधुमेधूकपुष्पोत्यो विदाह्मभिबलभदः | 

SA कपायकफडद्वातपित्तप्रकोपण: | 

निदिशेद्रसतश्चान्यान्‌ कन्दमूलफलासवान्‌ ॥ १६१ ॥ 
महुवे के पुष्पा से बनाया हुआ आसव--विदाहि और 


शरीर की पाचकामि तथा चल को चढाता दै । रस में सूद 


तथा कपाय एवं कफनादाक तथा वातपित्तप्रकोपक होता है। 
इनके अतिरिक्त अन्य कन्द, सूळ और wet से बनाये हुये 
आसचों के गुण उन फन्दादियों के cat के शुणानुसार 
समझना चाहिये ॥ १९१ ॥ 
ad सद्यमभिष्यन्दि शुरु चातादिकोपनम्‌ | 
अनिष्टगन्धि विरसमह्ृद्यञ्च विदाहि च ॥ १६२॥ 
नवीन मद्य-अभिप्यन्द ( क्लेद ) कारक, शुरु, चातादिकों 
का प्रकोपक, खराव गन्धवाळा, विकृत रसयुक्त, मन या 
हदय को अप्रिय ळगनेवाळा तथा विदाइ जनक होता दै ॥१९२॥ 
सुगन्धि दीपनं gd रोचिष्णु कृमिनाशनम्‌ | 
स्फुटख्रोतस्कर जीण लघु वातकफापहम्‌ ॥ १६३ ॥ 
पुरान सद्य--सुगन्धयुक्त, अभिदीपक, gu, रुचिप्रिय, 
कृमिनाशक, सोतसों को खोलनेवाळा, लघु तथा वात और 
कफ को नष्ट करता दे ॥ १९३ ॥ 
अरिष्टो द्रव्यसंयोगसंस्कारादधिको राणे: । 
बहुदोषहरश्चैत्र दोपाणां शसनञ्च सः ॥ १६४॥ 
दीपनः कफवातन्नः सरः पित्तात्रिरोधनः | 
झूलाध्मानोद्रप्लीहज्चराजीर्णाशेसां हित: ॥ १६५॥। 
अरि्-अनेक द्रच्यों के संयोग से तथा संस्कार होने से 
आसचापेछया गुणों सें अधिक होता दे तथा अनेक रोगों को 
नष्ट करनेवाला, अनेक दोषों का म्रशामक, अझ्निदीपक, कफ- 
वातनाशक, सुदुविरेचक, पित्त को कुछ कम करनेवाला, 
तथा मूळ, wea, उदुररोय, प्लीहाइदि, उवर, भजीर्ण 
और अर्थ इन रोगों में हितकारी होता हे ॥ १९४-१९५ ॥ 
पिष्पल्यादिङतो शुल्मकफरोगहुरः स्मृतः | 
चिकित्सितेषु वच्यन्तेऽरिश्टा रोगहराः थक्‌ ॥१६६॥ 
अरिष्टासवसीधूनां गुणान्‌ कर्माणि चादिशेत्‌ | 
बुद्धया यथास्व संस्कारमवेच््य कुशालो भिषक्‌ ॥१९७॥। 
Regents गण की ओषधियो से दनाया हुआ अरिष्ट 
TRA तथा कफरोगों को न्ट करता है i fra Pra रोगों को 
नष्ट करनेवाले अरिष्टो का वर्णन चिकित्सा स्यान में करेंगे। 
gue वैद्य नाना प्रकार के अरिष्ट, आसव और सीधु के सिस 


श्रध्यायः ४५ ] 


AAT | 


१८५ 


भिन्न गुण तथा कर्मों का वर्णन अपनी बुद्धि के भनुसार उनके | प्रलापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथा । Pes पश्चिमे शेते 


दन्य तथा संस्कारों को देखकर करे॥ १९६-१९७॥ 
सान्द्रं विदाहि दुर्गन्धं विरसं कृमिलं शुरु | 
अहृद्यं तरुणं तीच्णुष्णं दु भाजनस्थितम्‌ ॥ १६८॥ 
अल्पौषधं पयुंपितमत्यच्छं पिच्छिलञ्च यत्‌। ¬ 
तद्दज्य सवेदा मद्यं किश्चिच्छेषं च तद्भवेत्‌ ॥ १६६॥ 
सदोष मद्य-जो मद्य गाढा हो. गया हो, विदाहकारक हो 
तथा जिसमें से खराव गन्ध आती हो, जिसका रस विकृत 
हो गया हो, जिसमें कीडे पड़ गये हों एवं पचने में भारी, 
अहृद्य, तीचण, उष्ण, खराव पात्र में रखा हुआ, शास्त्रोक्त 
ओषध प्रमाण से कम प्रमाण में बना हुआ, वासी, 
समान अधिक स्वच्छ तथा चिपचिपा और पात्र के शेषभाग 
(तले ) में बचा हुआ ऐसे मध को सर्वथा वर्जित कर 
देना चाहिये ॥ १९८-१९९ ॥ 
तत्र यत्‌ स्तोकसम्भारं तरुणं पिच्छिलं शुरु | 
कफप्रकोपि तन्मद्यं THA विशेषतः॥ २००॥ 
पित्तप्रकोपि बहुलं तीच्णमुष्णं विदाहि च | 
wee फेनिलं पूति कृमिलं विरसं च यत्‌ ॥ २०१॥ 
तथा प्युषितञ्चापि विद्यादनिलकोपनम्‌। 
सर्वेदोषेरुपेतं तु सवंदोषप्रकोपणम्‌ ॥ २०२॥ 
इनमें से जिसमें औषध सम्भार ( मात्रा) कम हो ऐसा 
मद्य तथा ताजा, चिपचिपा और भारी कफग्रकोपक होता है 
तथा वह विशेष कर दुर्जर होता है। जो मद्य घन, तीण, 
उष्ण तथा विदाहजनक होता है वह पित्तप्रकोपक होता है 
तथा जो मद्य अहृद्य, स्वच्छ, पिच्छिल, कृमियुक्त, विरस तथा 
बासी होता है वह चातप्रकोपक है, एवं सर्वदोषों से युक्त मध 
त्रिदोषग्रकोपक होता है ॥ २००-२०२ ॥ 
चिरस्थितं जातरसं दीपनं कफवातजित्‌ । 
रुच्यं प्रसन्नं सुरभि मद्यं सेव्यं मदावहम्‌ ॥ २०३ ॥ 
जो मद्य चिरकाळ का ( पुराना ) हो, जिसमें रस उत्पन्न 
हो गया हो चह पाचकासि का दीपक, कफ और वात का 
नाशक, रुचिचढाने चाला, मन को प्रसन्न करने वाला, सुगन्ध- 
युक्त तथा मद ( नशे ) को उत्पन्न करने वाळा होता है। 
उसीका सेवन करना चाहिये ॥ २०३॥ 


तस्यानेकप्रकारस्य मयस्य रसवीरयेतः। ` _ 
सौदम्यादोष्ण्याञ्च तेच्ण्याच निकासित्वाश्च वहिना ॥ 
समेत्य हृदयं प्राप्य घमनीरूभ्व॑मागतम्‌। ._ 
वित्तोभ्येन्द्रियचेतांसि वीर्यं मद्यतेऽचिरात्‌ owl! 
रस और वीर्य के कारण अनेक प्रकार का सद्य अपने सूचम, 
उष्ण, तीचण और विकासि गुणों से जठराझि के साथ मिलकर 
हृदय में जाके वहां से धमनियों हारा ऊपर ( मस्तिष्क की 
तरफ ) आकर इन्द्रियां और चित्त को अक्षमित करके afi ही 
मनुष्य को मद्युक्त कर देता है ॥ २०४-२०५॥ | 
चिमर्शः--मदकी तीन . अवस्थाएं होती हें-उ्यवस्थश्व मदो 
ज्ञेयः पूर्वो मध्योऽथ पश्चिम । पूर्वे वीर्यरति्रीतिददषभाष्यातिवद्धनस्‌॥ 
२४ सु? 


नष्टकर्मक्रियायुण*॥ (१) हषणावस्था (Stage of exoteme- 


nt ), (२) प्रजापावस्था ( Stage of delirium ) (३) विसंज्ञा- 
वस्था ( Stage of marcosis ) 


चिरेण श्लैष्मिके पुंसि पानतो जायते सदः | 
अचिराद्वातिके दष्टः पेत्तिके शीघ्रमेव तु ॥ २०६॥ 


कफ प्रकृति चाले मनुष्य को मद्यसेवन का मद ( नञा) 
देर से आता है । वात प्रकृति चाले मनुष्य को कुछ ही देर से 
तथा पित्तप्रकृतिवाले मनुष्य को शीघ्र ही मद्यपान का नशा 
आ जाता है ॥ २०६॥ 


सात्त्विके शौचदाक्तिण्यहषंमण्डनलालसः | 

गीताध्ययनसौभाग्यस्ुरतोत्साहङ्न्मदः ॥ Revo UI 

राजसे दुःखशीलत्वमात्मत्यागं ससाहसमू । 

कलहं सानुबन्ध॑ तु करोति Get Ae: ॥ २०८ ॥ 

अशौच निद्रामात्सर्यागम्यागमनलोलताः | 

असत्यमाषणद्भापि Haller तामसे मदः ॥ २०६॥ 

सात्विक प्रकृति के मनुष्य में उत्पन्न मद्‌ ( नशा ) पचि- 

AA, चतुरता, हर्ष तथा शारीर को SRT करने की इच्छा 
वेदा करता हे एवं गायन, अध्ययन, कीर्तिक कार्य तथा 
सम्भोग करने में उत्साह उत्पन्न करता हे । राजसप्रकृति के 
मनुष्य में उत्पन्न मद्‌ दुःख उठाने का कार्य करना, आत्मघात 
करने की इच्छा, साहस के.कार्य तथा निरन्तर झगठा करने 
की प्रवृत्ति उतपन्न करता है। तामस म्रद्टति के मनुष्य में उत्पन्न 
सद अपवित्र कार्य, निद्रा, सात्सर्य, अगम्या स्त्रियों के साथ 
सम्भोग करने की ASIA तथा असत्य भाषण करने में मदूत्त 


करता है ॥ २०७-२०९ ॥ 


विमर्शः--प्रायः मदप्रकृतिदर्शक होता है अतः चोरी त्रथा 
हत्या करने वाळों से यथार्थ वात जानेने के लिये उन्हें मथपान 
कराते हें । चरक ने कहा है कि-सत्तसम्वोषक हर्षे मोहप्रकृति- 
दर्शकम्‌ | हुताशः सवेसत्त्वाना मच तूभयकारकम्‌॥ प्रधानावर- 
मध्याना रूपाणा व्यक्तिदर्शकः। यथाझिरेव सत्त्वाना मथ प्रकृति 
दर्शकम॥ ( चरकः )। अन्यश्व=मदेन करणानान्तु भावान्यत्वे इते 
सति । निगूढमपि भाव स्व प्रकाशीङुरुतेऽवश ॥ ( सुश्रुतः )। साह 
सकर्माणि-मञुष्यमारण स्तेय परदाराभिमर्घणम्‌। पारुष्यमनृत- 
बव साहस पञ्चधा स्तुतम्‌ ॥ 


रक्तपित्तकरं शक्तं छेदि भुक्तविपाचनम्‌ | 

S god जरणं श्लेष्मपाण्डुक्रिमिरं लघु ॥ २१० ॥ 

दीच्णोष्णं मूत्रलं हृद्यं कफघ्नं कटुपाकि च । 

gamete सर्वं cates विशेषतः ॥ २११॥ 

शुक्त--रक्तपित्तकारक, दोषों या धातुओं का छेदक, 
भोजन का पाचक, स्वर को विकृत करने वाळा, आमादिदोषों 
का पाचक एवं कफ, पाण्ड और झमियों का नाशक तया 
तीचण, उष्ण, सूत्रजनक, FI, कफनाशक और विपाक ` 

से कडु होता Sige सन्धान द्वारा कन्दादिक से साधित शुक्त 
भी उपर्युक्त शक्त के सदश ही Tt वाळे होते हैं किन्तु विशेष 
कर रुचिवर्द्यक होते हैं ॥ २१०-२११ ॥ 


१८६ 


सुश्रतसंहिता | 


६८१) ____________-7____-पपपफ्फ्फप्फ्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्यि 


विमर्शः--शुक्तलत्तणम-यन्मस्लादि शुची भाण्डे सयुडक्षी- 
द्रकाशिकन, । धान्यराशौ त्रिरात्रस्थ शुक्त चुक्रा तदुच्यते ॥ 


गौडानि रसशुक्तानि सघुशुक्तानि यानि च | 
यथापूर्व शुरुतराण्यभिष्यन्द्कराणि च ॥ २१२॥ 


युड़ से बनाये हुये शुक्त, ऊज के रस से चनाये हुये शुक्त 


तथा शहद से वनाये हुये शुक्त यथापूर्व गुरुतर तथा अभि- 
ध्यन्दुकारक होते हैं ॥ २१२॥ 


विम्ः--युडोद्भवानि शुक्तानि गौटानि-“युडाम्दुना Wea 
सन्धानं कालिक तु यत्‌। कन्दशाकफलैयुक्त युडशुक्त तदुच्यते ॥? 
इति इक्षुरसादिकृतानि रसशुक्तानि शुटुक्तवत्सन्धेयाचि । मछु- 
शुक्तानि-'जम्वीरस्थ फलरस पिप्परीमूलसयुतम्‌। मधुमाण्डे विनि- 
क्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ । ae तञ्जातरस मधुचुक्तमुदाह- 
तम्‌ ॥! इति ' मधशुक्तानि! इति पाठान्तरम्‌ । तत्र तछक्षणम्‌-सर्वे 
मद्य TERT कालान्तरवशाद्यदा । त्यक्त्वाऽन्यरसमम्हत्व याति शुक्त 
तदुच्यते ॥' इति । यथापूर्वं सर्वा पेक्षया गौड शुक्त शुरु अभिष्यन्दः 
कर चेनि भाव । 


greg दीपनं sal हृत्पाण्डुकमिरोगन्ुत्‌ | 
ग्रहण्यर्शोदिकारच्नं भेदि सौबीरकं तथा ॥ २१३ Ul 


दषोदक-<पाचकासिदीपक दे एवं हृद्य तथा हृदय 
पाण्डुरोग और रृमिरोग को नष्ट करता है। सौवीरक 
सड्महणी तथा अर्श को नए करता हे और दस्तावर 
होता है ॥२१३॥ 


दिमर्त:--सुपाम्दुलक्षणन-सुपाम्हुसधित ज्ञेयमामेबिदलितेयंवै: | 
सौवीरलुचणम्‌--वव्तु नित्तुपे wa: सौवीर सन्धित भवेत्‌ ॥ 
९ शाठरधरः ) । गोधूमेरपि सौवीरमाचार्या केचिदूचिरे । 


घान्यास्लं धान्ययोचित्वाञ्जीवनं दाहनाशनम्‌ । 
, स्पशात्पानात्त पवनकफरण्णाहरं लघु ॥ २१४ Ul 
पच्ए्याच्च निह रंदाशु कफं गरडूबघारणात्‌ | 
> मेन्ष्यमलशोपक्लमापहम्‌ 
सुखवेरस्यदीगेन्थ्यमर WRU 
दीपन जरणं भेदि हितमास्थापनेषु च । 
ससुट्रमाश्रितानाञ्च जनानां सात्म्यमुच्यते॥ २१६ I] 


घान्याम्छ ( काजी ) ara ( शालि, कोदो ) से वनी 
होने के कारण जीवन के लिये Aon tl से दाह- 
नाशक तया पान करने से वायु, कफ और तृष्णा का नाइक 
और लघु है। तीच्ण होने से शीघ्र ही कफ को निकाळती है 
काओ के WET घारण करने से सुख की विरसता, दुर्गन्ध, 
मळ, Grea और क्लम को नष्ट करती है। एवं यह काञ्जी 
पाचकार्निदीपक, पाचक, दृस्तावर, आस्थापन वस्तियों में 
द्वितकर तथा समुद्र के तर पर रहने चाले मनुष्यों के लिये 
सात्म्य ( अनुकूल ) होती है ॥ २१४९-२१६॥ 
see ककन झालिचूॅश्र atx 


इति मद्यवर्गः ! 


ven, 


रोगों को नष्ट करताहे तथा we और 
और कुछ वायु को कुपित करता है ॥ RA 


अथ मूत्रवर्गे-- 
अथ मूत्राणि गोमहिपाजाविगजहयखरोष्टरणां 
तीच्णान्युष्णानि कटूनि तिक्तानि लवणाचुरसानि लघूनि 
शोघनानि कफवातकृमिमेदोविपशुल्माराउद्रकुष्ठशो- 
फारोचकपाण्ड्रोगहराणि हृयानि दीपनानि च सामा- 
न्यतः 11 २१७ I : 
अव सूत्रों का विवेचन करते हैं--गाय, मेंस, वकरी, Fe, 
हाथी, घोडा, Teer और ऊंट इनके मूत्र साधारणतया तीदण, 
उष्ण, कडु, तिक तथा अनुरस में लत्रण होते हैं और हलके, 
शरीर ( मर्लो ) की शुद्धि करने वाळे एवं कफ, वायु, इमि, 
मेद, विप, गुल्म, अर्श, Sal, SY, शोथ, अरुचि और पाण्डु 
इन रोगों को नए करते हैं तथा ga और पाचकाझि के दीपक 
होते हैं। ये इन सच के सामान्य गुण होते हैं ॥ २५७॥ 


सवतञ्चान— 

तत्सव कडु दीचणोष्णं लवणानुरसं लघु । 

शोघनं कफवातष्नं कृमिमेदोविषापहम्‌ ॥ २१८॥ 

अर्शोजठरसुल्मध्नं सोफारोचकनाशनम्‌ | 

पाण्डुरोगहरं भेदि हृद्यं दीपनपाचनम्‌ ॥ २१६ ॥ 

सर्व अकार के सूत्र कड, तीचग, उप्ण तथा अनुरस में 

लवण, हलके, घरीर या Het के शोधक, कफवातनाशक, इमि, 
सेद और feat के नाशक, अर्श, उद्र तथा युकम के नाइक, 
शोथ, अरुचि और पाण्डु रोग के नाशक, दस्तावर, हृद्य, अभि 
के दीपक तथा आसदोपां के पाचक होते हैं ॥ २१८-२१९ ॥ 


गोमूत्रं कडु तीच्णोषणं सच्तारत्वान्न वातलम्‌ । 
लघ्वभिदीपनं मेध्यं पित्तलं कफवातजित्‌ ॥ २२०॥ 
झूलगुल्मोदरानाहविरेकास्थापनादिषु | 
मृन्नप्रयोगसाध्येषु गव्यं मूत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ २२१॥ 

याय का भूत्र--कडु, Sten और उष्ण होता है तथा चार 
युक्त होने से वातवर््धक नहीं होता है एवं यह रघु, अभिदी- 
पक, a, पित्तजनक तथा कफवात का नाइक होता है। 
शूळ, गुरुम, उद्ररोग, आनाह, विरेचनक्म, आस्थापनवस्ति 
एवं सूत्र के प्रयोग से-ठीक होने वाले रोगों में गोमूत्र का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २२०-२२१ ॥ 

ुर्नामोद्रञलेडु कृएमेहाविशुद्धिपु | 

आनाहशोफगुल्मेबु पाण्डुरोये च माहिषम्‌ ॥२२२॥ 

मेंस का मूत्र--अर्भ, उद्ररोग, शूल, SE, प्रमेह, वमन- 

विरेचनादि के ठीक न होने से उत्पन्न अशुद्धावस्था तथा 
आनाह, शोफ, शुएम और पाण्डुरोग में अदुक्त होता 


है॥ २२२॥ 


कासश्वासापहं शोफकासलापाण्डुरोगलुत्‌ | 
कडुतिक्तान्वित॑ छागमीषन्मारुतकोपनम्‌ ॥ २२३ ॥ 


बकरी का FA—SG, खास, शोफ, HAST, पाण्डु इन 
तिक्तरसयुक्त होता है 


भध्यायः ४६ ] 


सँत्रस्थानंम्‌ | 


१८७ 


कासप्लीहोदरधासशोषव्चोग्रहे हितम्‌ | 
सत्तारं तिक्तकटुकमुष्णं वातप्नमाविकप्‌ ॥ २२४ ॥ 
भेदी का सूत्र-कास, erg, उदररोग, we, शोप, 
विवन्ध में हितकारी है तथा यह क्षारयुक्त, तिक्त, कटु, उप्ण 
और वातनाशक होता है २२४ ॥ 
दीपनं कडु तीदणोष्णं वातचेत्तोषिकारनुत्‌ 1 
आश्वं कफहरं मूत्रं मिद षु शस्यते ॥ २२५ ॥ 
घोडी का सूत्र-अम्निदीपक, कट, तीचण, उप्ण होता है। 
तथा वायु, चित्त ( सन ) के विकार और कफ को नष्ट करता 
हे एवं कृमिरोग तथा दहु में धरस्त है॥ २२५॥ 
सतिक्तं लवणं भेदि घातप्न॑ पित्तकोपनम्‌ । 
तीचणं क्तारे किलासे च नागं मूत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥२२६॥ 
हस्तिनी का मूत्र-तिक्त तथा छवण रस युक्त होता है, 
एवं दस्तावर, चातनाशक पित्तप्रकोपक तथा तीवण होता 
है। इसे चार कर्म और किलास (श्वेत ) कष्ट में प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ २२६ ॥ 
गरचेतोविकारभं तीच्णं प्रहणिरोगनुत्‌ । 
दीपनं meat मूत्रं कुमिवातकफापहम्‌ i २२७॥ 
शदृही का सूत्र mia तथा उन्मादादि चित्तविकारों 
को नष्ट करता दै, तीच्य होता है, सड्अहणी के विकारों को 
नष्ट करता है तथा अप्नि का दीपक एवं कृमि, वात और कफ 
को नष्ट करता है ॥ २२७॥ 
शोफकुष्ठोदरोन्मादमारुतक्रिमिनाशनम्‌ । 
अशो्न्निं कारमं सूत्रं सानुष॑ च विषापहम्‌ ॥ २२८॥ 
ऊंटनी का मूत्र-_शोथ, SE, उद्र रोग, उन्माद, मारत 
(चात) विकार, ऊमिरोग और अर्शा को नष्ट करता है। 
मलुष्य का भूत्र-विषनाशक होता है ॥ २२८॥ 
विमशेः--प्रायः सर्वत्र खी जाति के प्राणियों का सूत्र 
व्यवहार में आता है किन्तु कुछ भाचार्या ने अष्मूत्रों में चार 
पुरुष प्राणी तथा चार oft ग्राणियों के सूत्र के लेने का निर्देश 
करते हैं। सरेभो्टतुरक्वाणा पुसा मूत्र प्रशस्यते । गोऽजाविमद्दीषी- 
णान्न खीणा मूत्र हित मतम्‌ ॥ 
्रबद्रव्याणि सर्वाणि समासात्‌ कीर्तितानि तु । 
कालदेशविभागज्ञो नृपतेदांतुमहेति ॥ २२० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने द्रबद्रव्यविज्ञानीयो नाम 
पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस तरह इस अध्याय में संचेप से सब दवदर्थ्या का 
चर्णन किया है। शीतोष्णादि काळ तथा आनुप-जाङ्गळादि 
देश के विभाग को जानने वाळा Fa इन्हें राजा के लिये भी 
प्रयुक्त कर सकता है ॥ २२९॥ 
हत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने नवदरब्यविज्ञा- 
नीयो नाम पञ्चचच्वारिंशत्तमोऽष्यायः ॥ ४५॥ 
PR nnn 


षर्चत्वारि दात्तमोऽध्यायः | 
अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव इसके अनन्तर 'अश्नपानविधि? नामक अध्याय कां 
वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था॥ १-२॥ 

घन्यन्तरिमभिवाद्य सुश्रुत उवाच--प्रागभिहितः 
प्राणिनां पुनमूलमाहारों बलवर्णौजसां च। स vey 
रसेप्वायत्त:। रसाः पुनद्रेव्याश्रयिण: । द्रव्यरसगुणवी- 
थेविपाकनिमित्ते च क्षुयइद्धी दोषाणां साम्यञ्च | ब्रह्मः 
ade च लोकस्याहारः स्थित्युत्पत्तिविनाशहेतुः | 
आद्वारादेवाभिबृद्धिबेलमारोग्यंवर्णेन्दरप्रसादश्च । 
तथा ह्यांह्दारवेपम्यादस्त्रास्थ्यम्‌ | तस्याशितपीतलीढखां- 
दितस्य नानाद्रव्यात्मकस्यानेकविधविकल्पस्यानेकविधः 
प्रभावस्य एथक्‌ प्रथर्द्रव्यरसगुणवीयेविपाकप्रभावकर्मा- 
णीच्छामि ज्ञातुं, न ह्यनवचुद्धस्भावा ras: स्वस्थालुः 
वृत्ति रोगनिम्रहणश्च wa समर्थाः । आहारायत्ताश्च 
सर्वश्राणिनो यस्मात्तस्मादन्नपानविधियुपदिशठु मे 
भगवानित्युक्तः प्रोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः-अथ खलु 
वत्स सुश्रुत ! यथाप्रशनसुच्यमानसुपधारयस्त्र ॥ ३ ॥ 

प्रथम धन्वन्तरि भगवान्‌ का अभिवादन करके सुश्रुत 
ने प्रश्न किया कि-“आपने पूर्व के अध्याय में प्राणियों के जीवन 
का मूळ ( प्रधान ) कारण अन्न है तथा उनके शरीर के वळ 
वर्ण और ओज का भी मूल कारण अन्न है तथा वह अन्न छु 
रखें के भाधीन है तथा रस द्वव्यों के आश्रित हैं। चातादि 
दोषों की qa, वृद्धि और समानता द्रण्यों के रस, गुण, वीर्य 
तथा विपाक के कारण होती रहती है। ब्रह्म आदि लोक की 
स्थिति, उत्पत्ति ओर विनाश ( प्रलय ) का कारण भी आहार 
ही माना गया है एवं आहार ही से प्राणियों के शरीर की 
वृद्धि, वळ, आरोग्य, वणे तथा इन्द्रियों की प्रसन्नता होती 
रहती है तथा आहार की विषमता से अस्वारथ्य (रोग ) 
उत्पन्न होता हे । अच में मोदकादि भजित, उदकादि पीत, 
मध्वादि लेह्य तथा seg आदि खादित ( भष्य) ऐसे 
चार. प्रकार के तथा अनेक gala वने हुये, अनेक खाद्य 
के भेदी में विभक्त तथा विविध प्रभाव वाळे उस आहार के 
Heal के रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म को एथक्‌ पृथक्‌ 
जानना चाहता हूं क्योंकि इनके विना जाने वेध स्वस्थ पुरुष 
के स्वास्थ्य का संरक्षण तथा रोगी के रोग नि्रह ( विनाश ) 
करने में समर्थ नहीं हो सकते हें घूंकि आहार के आधीन 
ही संसार में सर्व प्राणी हैं इस कारण से अन्नपान-विधि 
का ही उपदेश करो? ऐसा सुश्रुत से निवेदन करने पर भगवान्‌ 
धन्वन्तरि कहने लगे कि हे वत्स gaa! जेसा तूने प्रश्‍न 
किया है उसी के अनुसार मैं जो कहता हूं उसे तुम धारण 
(श्रवण ) करो ॥ ३॥ ह 

| अथ शालिवग: | 
तत्र, लोहितशालिकलमकदमकपारडुकसुगन्धक- 


{ag 


eee 

शकुनाहूतपुष्पारडकपुर्डरीकमहाशालिशीतभीरुकरो- 
भ्रपुष्पकदीघेशुकका बनकमहिपमहाशूकहा यनकदूघकस - 
हादुपकप्रभृतयः शालयः ॥ ४॥ 

उनमें SIEM, “कलम, कर्दमक, पाण्डुक, सुयन्धक 
( वादुमदी ), शकुनाहृत, Tes, पुण्डरीक, महाशालि, 
शीतमीरुछ, रोधपुष्पक, दीर्घशूक, काञ्चनक, महिप, महा- 
शूक, हायनक, दूपक, महादूपक इत्यादि ये झालि के Ae 
होते हैं ॥ २॥ 

-विमदीः-_ये हेमन्त में पकने वाले धान्य हैं। शकुनाहृत 
द्वीपान्तरात समानीतो गरुडेन मह्दात्मना । शकुनाहइत स॒ झाछि 
स्वाद गद्डापरनामक 1 - 

मधुरा वीर्यतः शीता लघुपाका बलावहाः | 
पित्तन्नाल्पानिलकफाः fara वद्धाल्पवचसः ॥ ५ ॥ 
_ आलि चावळ-रख में मधुर, वीर्य में शीत, पचने में og 
वळ्दायक, पित्तनाशक, अत्पवात-कफ के प्रकोपक, स्निग्ध 
तथा मर को अल्प और वद्ध करने वाले होते हैं॥ ५॥ 
तेषां लोहितक श्रेछो दोपन्नः शुक्रमूत्रलः। .“_ 
wae बणेबलकृत्‌ सर्यो हृद्यस्तृपापहः ॥ ६॥ 
ब्रण्यो ज्यरहस्थेव सरवेदोपविषापहः | 
तस्मादल्पान्तरगुणा: क्रमशः शालयोऽवराः ॥ ७ ॥ 

उक्त शालि चावलों में लाळ झाळि-अच्छया होता है तथा 
वह दोषनाशक, शुक्र तथा ARAM चढ़ाने वाला, नेत्रों के 
लिये हितकारी, चळ और वर्ण को करने चाला, स्वर के लिये 
हितकर, हृद्य, दृपानाशक, बण में लाभकारी, ज्वरनाशक, 
सत्रे मकार के दोप तथा at को चष्ट करने चाळां होता है। 
इस रक्तशालि के वाद सें कहे हुये जो अन्य झालि हैं वे उत्तरो- 
त्तर Wit में निक्ृषष्ट हें 1 ६-७॥ 

पष्टिककाडुकपुकुन्दकपीतकप्रमोदककाकलकासन- 

एुः्पकमहापाष्टकचूणेकङुरवककेदारभरश्चवयः पष्टिका:॥८)॥ 

uits सेद--पष्टिक, कहुक, सुङन्दक, पीतक, mites, 
काकळक, जसनएुप्पक, सहापष्टिक, चूर्णक, as, केदारक 
आदि पष्टिक के भेद होते हैं ॥ ८ ॥ 

रसे पाके च TEE: शासना वातपित्तयोः । 

“शालीनाश् शुणेस्तुल्या इंदणाः कफशुक्रलाः ॥ ६ ॥ 

` ये साठी चावछ-रस भोर विपाक में मधुर, वात तथा 
पित्त के शामक, युणों में शालि चावळों के तुल्य तथा बृंहण 

| कफ भौर बीज को दण 

एवं कफ और वीर्य को उत्पन्न करने वाळे होते हैं ॥ ९॥ 
विसर्श-साठी चाचळ औप्स ऋतु में एकते हैं । 

घष्टिकः प्रवरस्तेषां कषायाङुरसो लवुः | 

We स्विग्यल्धिदोपन्नः Mage वलवद्धन: ॥ १०॥ 

विपाके मधुरो मादी तुल्यो लोहितशालिभिः | 

शेषास्त्वल्पान्तरगुणा: पष्िकाः क्रमशो गुणेः ॥ ११॥ 


__ साठी चावळों में पष्टिकि-अच्छा होता है तथा अनुरस 
सकपाय, पचने में ल्यु, सदु, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, शरीर 


सुश्रतसंहिता | 


को स्थिर करने चाळा, aeaas, विपाक में मधुर, an 
को बांधने वाळा तथा अन्य गुणों से रक्त शालि के सद्दा होता 
है। पष्टिवर्ग के अन्य चावछ क्रम से यथोत्तर हीनगुण चाळे 
होते हैं ॥ १०-११ ॥ - 
कृष्णत्रीहिशालामुखजतुमुखनन्दीमुखलावाक्षकत्वरि- 
तककुक्कुटारडकपारावतकपाटलप्रश्नतयो घीहयः ॥२। 
ब्रीहि धान्य भैद--कृप्णन्रीहि, शाळासुख, sage, 
नन्दिसुख, छावाक्षक, व्वरितक, grees, पाराबतक, 
पाटळ प्रसृति ब्रीहि होते हैं ॥ १२॥ हि 
कषायमधघुराः पाके मधुरा वीर्यतो5हिमाः | 
अल्पाभिष्यन्दिनस्तुल्या: पष्टिकेवेद्धवर्चेस: ॥ १३ ॥ 
कृष्णत्रीहिवेरस्तेपां कपायानुरसो लघुः | 
तस्मादल्पान्तरगुणाः क्रमशो त्रीहयोऽपरे ॥ १४॥ 
त्रीहिघान्य-रस में कपाय तथा मधुर, विपाक में मधुर, 
वीर्य में उष्य, स्वल्प क्लेदकारक, पट चावली के समान गुण 
वाळे तथा मल को बांधने वाले होते Gt इन चीहिघान्यों में 


- | झुप्णनीहि-श्रे् होता है तथा वह अनुरस में कपाय एवं पचने 


में हरका होता है। कृष्ण घीहि से शेप सव त्रीहि यथोत्तर 
कम गुण वाले होते हैं ॥ १३-५४ ॥ 


दग्धायामवनौ जाताः शालयो लवुपाकिनः | 
कपाया वद्धविस्मूचा रूक्षाः शलेप्मापकर्षणाः॥। १५ ॥ 
ara भूमि सें उत्पन्न हुये शालि चावळ-पाक में wg होते 
हैं तथा रस सें कषाय एवं विष्ठा और सूत्र को वांधने वाले, 
रूच तथा कफ को नष्ट करते दं ॥ १५॥ 


स्थलजाः कफपित्तन्नाः कपायाः BESTA: | 
किद्नित्सतिक्तमघुराः पवनानलतद्धेनाः ॥ १६॥ 
कैदारा मधुरा वृष्या वल्या: पित्तनिवहणाः | 
इपत्कपायाल्पमला शुरवः कफशुक्रलाः ॥ १७॥ 
जाङ्गल देश में पैदा होने वाळे शालि चावळ-कफ और 
चात के नाशक, कपाय, सवरप कडु, तिक्त और मधुर तथा 
वायु और पाचकासि के बद्धक होते हैं। केदार (जळ वहुळ 
भूमि सें होने वाले ) शालि चावळ-मडुर, वृष्य, वल्वर्देक, 
पित्तनाशक, कछु कपाय, स्वल्प मलोत्पादक, पचने में भारी 
तथा कफ और वीर्य को Yet करने वाळे होते हैं ॥ १६-१७ ॥ 


रोप्यातिरोप्या लघवः शीघ्रपाका शुणोत्तराः | 
अदाहिनो दोषहरा बल्या मूत्रविवद्धेनाः॥ १८॥ 
शालयरिछन्नरूढा ये Sard बद्धवचेसः | 

तिक्ताः कषायाः पित्तत्रा लघुपाकाः कफापहाः ॥१६॥ 


_ रोप्य ( एक वार उखाड़ कर अन्य भूमि में रोपे या 
लगाये हुये ) तया अतिरोप्य ( कई वार एक स्यान से उखाड़ 
कर अन्य स्थान में लगाये इये ) शालि aae-wg, जल्दी 
पचने वाले, Tit में श्रेष्ठ, दाह नहीं करने वाले, दोषहारक, 
वलवर्द्वक तया सूत्र को अधिक पेंदा करने वाळे होते हैं। 


| पौधे को एक वार कार देने पर फिर से बडा होता हदै उसके 


scr *; ] 


१८६. 


पाक में रःफे तया फफनागह होते है ॥ १८-१९ ॥ 
o~ ~ Cal ~ ® 
वित्तरेणाबमुद्दि८४' शालिवर्गो हिताहितः। 
asa छुधान्यमुद्रादिमापादीचाञ्च वच्यते ॥ Ro | 
दिन नया श्रदिन यो फरने याला पेसा यह पटिए और 
मीहि धान्य पर्ग रिन्नार से कष्ट दिया एसी प्रकार अव 
फुधान्य ( घुद्रधान्य ) are भोर सापादि पे गुण दोषों का 
फा वर्णन जिया जायया ॥ २० ॥ 
विमर्श --ऐमन्न परतु में ऐने पाले oof भोर at 
“हतु में होने वाळे प्रीहि पराते tt sche विना शुरटा 
eet ४100 न्हा ane हरिः शोगा हनर" 
str ॥ ( smarts. ) 1 पि श्ोदिए घेण ( घाग्मटः )। 
ते हियर ग 1 ( घय") 1 घायट-प्राप्तिस्थान-- 
ame, सिदार, आसाम, मद्रास, wal सथा झुछ उत्तर प्रदेश 
Hens अधिक होने ईं तथा यहाँके रोग ane ही 
अधिक rat टॅ । घागरे में पिष्टमय gerd (Carbohydrate, 
acahrs तथा Protein, 19 क्षीर व्पनिय पदार्थ अत्यल्प- 
माघा में होने ह 1 खाया थे ऊपरी पर्त में खनिज, प्रोटीन 
तथा ४117/१ 3 gargs मश्नीनों मे साफ fet हुये, 
जट्र में अधिर wird सथा उचालने पर माट FE ra 
वायली के प्रोटीन, ofa तथा यिटामिन नष्ट हो जाने हँ। 
इस प्रकार के चापल तया पराग चाय साने से Len Bers 
रोग उत्पन्न होना ह । 
अथ कुधान्यतग-- 
कोरदृयकन्थामा ऊनी यारशान्तनुत्ररकोदालकम्रियद्ु- 
मधूलिकानान्द्रीयुखीङुरडिन्दगवेघुकररुकतोद्‌(य)पर्णी- 
सुकुन्द्कवेरगुयप्रश्रुतयः छुघान्यविशेपाः ॥ २१॥ 
घोदो, श्यानाऊ, नीवार, धान्तु, चरक, उद्टाटक, 
प्रियङ्गु, मूछिरा, नान्दीसुग्यी, ऊरुविन्द, Tags, वरक, 
होद(य)पर्यी, eres, Soca आदि sara होते द ॥ २१॥ 
विम --घरक ने कुधान्य को श्राछि फे साय शूकघान्य 
वर्ग में रखा दे । 
उष्णा. कपायमधुरा सूनाः कटुविपाकिनः | 
शलेप्मन्ना बद्धनिम्बन्दा वातपित्तप्रकोपणाः ॥ २२॥ 
ये डुघान्य-उष्ण, कयाय, मधुर, रूळ, विपाक में फट, 
कफनादारु, मूत्र की मात्रा फो HoT करने याले चया वात 
और पित्त के प्रफोपफ दोते ए ॥ २२॥ 


कपायमधुरस्तेपां शीतः पित्तापहः स्मृतः | 
PITA सनीवारः श्यामाकञ्च सशान्तनुः ॥ २३ ॥ 
इनमें से कोदो, नीयार, स्यामाक और शान्त ये रस 
में फपाय, मधुर तया रण्डे होते हँ एवं पित्तनाशक कहे 
गये E ॥ २६ ॥ 
कुण्या रक्ताञ्च पीताश्च श्वेताश्ैव प्रियङ्गवः | 
यथोत्तरं प्र धानाः स्यू रूक्षाः कफहराः WAT: Mt २४॥ 
कृष्ण, रक्त, पीत तया श्वेत ऐसे चार प्रकार की fax 


oe een 


ae आ ~ SNe NP ००५०-०० 


चाय राण, मल फो घांधने घारे, तिक्त, कषाय, पित्तनाशक, | होती है तथा ये यथोत्तर गुणो में श्रेष्ठ होती हैं एवं रुस और 


कफनाशक दें ॥ २४ ॥ 
मधूली मधुरा शीता स्निग्धा नान्दीमुखी तथा | 
विशोषी तत्र भूयिष्ठं घरुक' समुडुन्दकः ॥ २४ ॥ 
मपूळी भर नान्दीमुग्गी-मधुर, शीत तथा स्निग्ध होती 
एवं चरक और सुझुन्दरु-शरीर के जलीयांश का अधिक 
शोपण करने घारे माने जाते हैं ॥ २५॥ 
ear वेणशुयवा घेया वीयोण्णा: कटुपाकिनः | 
चद्धमूत्राः कफहराः कपाया वातकोपनाः ॥ २६॥ 


इति कुधान्यत्रराः | 


येणुयय रूप, यीय में उष्ण, विपाक में कट, मूत्र को कम 
फरने याले, फफनाशक, फपाय और वातम्रकोपक होते हैं ॥२६॥ 
थ मुट्रादिवर्गः | 
सेद्रवनसुद्वकलायमऊष्ठमसूरमद्ल्यचणकसतीनत्रि- 
पुटकदरेणवाढकीप्रश्ुतयो वैदलाः ॥ २७ ॥ 

YF, चनमुद्द, फलाय (मटर), AEE (मोठ), मसूर, 
area ( मसुरभेद ), चना, सतीन ( मटरभेट ), त्रिपुटक 
( सेसारी ), एरेणु ( मटरमेद ), आइरी ( रर, तूर ) afer 
age ( feet) हँ ॥ २०॥ 

कपायमधुराः शीताः कटुपाका मरुत्कराः | 
वद्धमूत्ृपुरीपाश्च पित्तशलेप्महरास्तथा ॥ रेप ॥ 
नात्यथ वातलारतेपु मुद्रा इष्टिश्रसादनाः | 
प्रधाना हरितास्तत्र चन्या मुद्र्समाः WaT: ॥| २६ ॥ 
ये वैदळवर्ग के घान्य-कपाय, मधुर, शीत, विपाक में 
कह, वातकारक, मूत्र तथा मल को बाधने वाळे तथा पित्त 
ऑर कफ के नादार € । इनमें मृग-अधिक वातकारक नहीं 
होती हैं तथा दर्शन शक्ति को बढ़ाती हैं । इनमे भी हरे रङ्ग की 
मूंग प्रधान होती ह। जगली मूग-गु्णो में हरी मूंगों के ही 
समान कष्टी गई दे ॥ २८-२९ ॥ 
विपाके मधुरा" प्रोक्ता मसूरा वद्धवचेसः। 
मकुष्ठकाः कृमिकरा. कलायाः प्रचुणनिलाः ॥ ३० ॥ 
मसूर-विपाफ में मधुर तथा मल को गाठा करते हैं। 
agus (ats )-छमिकारक होते हं तथा काय ( मटर )- 
अत्यन्त वातकारक होते हूँ ॥ ३० ॥ 
आढकी कफपित्तन्नी नातिवातप्रकोपणी । 
चातलाः शीतमधुराः सकपाया विरूक्षणाः ॥ ३१ ॥ 
कफशोणित पित्तप्नाश्चणकाः पुंस्वनाशनाः | 
त एव घृतसंयुक्ताख्िदोपशमनाः परम्‌ ॥ ३२॥ 

सरह ( तूर )-कफ और पित्त फो नष्ट करती दे तथा 

ang का अधिक प्रकोप नहीं करती है चने-वातवर्दक, शीत, 


~ दे और 
मधुर, कपाय तथा विरूक्क | ऑर कफ, शोणित, पित्त अ 
gaa ( सम्भोग षाक्ति) को नष्ट करते ६। यदि इन्ही को 


१६6 
LL 
बृत के साथ संयुक्त कर सेवन किये जाय तो परम fate 
शामक होते दे ॥ ३१-३२ ॥ 
= € ® 
हरेणवः सतीनाञ्च विज्ञेया वद्धवचसः | - 
० है 
ऋते मुद्मत्राभ्यामन्ये त्गध्मानकारकाः ॥ ३३ ॥ 
हरेणु और सतीन ( दोनों मटर हैं reat बांधने वाले 
हैं। मूंग और मखूर के सिवाय अन्य age आध्मान उत्पन्न 


साधो गुरमिन्नपुरीपमूत्रः 
स्निग्वोष्णवुष्यो सघुरोऽनिलन्नः | 
सन्तर्पणः स्तन्यकरो विशेषा- 
इलप्रद शुक्रकफातहञ्च ॥ ३४ ॥ 
माय ( उड़द )-मारी, मळ कौर मूत्र का प्रवर्तक, स्निग्ध, 
SU, इष्य, मधुर, चाठनागक, इन्द्रियादि को तृत करने 
वाळा, श्रिया में विभेषतया grates, चळदायक तथा झुक 
सौर कफ को उत्पन्न करने वाला हे ॥३९॥ 
कपायसागन्न पुरीपभदी 
न मूत्रलो नेत्र कफस्य कर्ता । 
खाडुिपाके मघुरोऽलसान्त्र 
सन्दर्पणः स्वन्यरचिप्रदञ्च ॥ ३५॥ 
ऊळ्सान्द्र अर्थाव्‌ राजमाप-कऋपाय होने से मळ का भेदून 
नहीं करने बाळा तया सूत्रळ और कफकारक सी नहीं होता 
है एदं विपाक और रस में मधुर, इन्द्रियां को ag करने वाळा 
of grease तथा रुचिदायळ होता है ॥ ३५ ए 
सापे. समानं फलमात्मयुप्र- 
सुखञ्च काकारडफलं तेत्र | 
आरण्यमाण शुणवः प्रदिष्टा 
aan कराया अविताहिसञ्च ॥ ३६ ॥ 
arma (कोंद) के वीव-उडद के समान ही शुण- 
कारक होते दे ठया काकाण्ड (वडी fied ) के os सी 
इसी तरद WISN होते Sl जङ्गी उड्द-रूच, कपाय ठया 
अविद्राही होते हं ॥ ३६ 0 
SON: FUCA रसतः कषायः 
कटुर्विपाके कफमारतव्नः | 
शुक्राइमरीशुल्मनिषृद्नञ्च 
साङ्याहिकः पीनसकासहारी ॥ ३७॥ 
आनाहमेदोशुद्कीलहिक्का- 
आसापह: शोणितपित्तङ्गच्च | 
कफस्य हन्ता नवनामयत्नो 
विशेपतो बन्यङ्ुलत्थ उक्तः | ३८॥ 
कुलयी-चीर्य में उष्ण, रस सें कषाय, विपाळ में कड होती 
है तया कफ और वाठ को नष्ट करती है एवं शुच्कारमरी और 
शुकम की नाझक है और संग्राही, पीनछ ( दुष्प्रतिश्याय ) 
चया कास नाशक ह! वनङुलत्व-आनाह, Hag, Tests 
या अर, दिका जर श्वास को नष्ट करने चाजा, रक्कपिचकारक, 


कफनाशक, नेत्ररोगदर विशेषकर होता है ॥ ६७-३८ ॥ 


afta आयुर्वेद सें यर्चो को मूत्रनिरोधक माना हे-- 


दुत्रुवसंदित | 


ईपत्कपायो मधुरः सतिक्तः 
साङय़ादिकः पित्तकरस्तथोष्णः | 
तिलो विपाके मुरो वलि8: 
स्निग्यो AMAT एव पथ्यः ॥ ३६ ॥ 
दन्त्योऽग्निमेवाजननोऽल्पमूत्र- 
स्त्रच्योऽथ केश्योऽनिलद्दा गुरुश्च | 
तिलेषु स्ेप्वसितः प्रधानो _ 
wen: सितो हीनतरास्तथान्ये 1 ४०॥ 
विळ-ङ्छ कपाय, मधुर, विक, संग्राही, पित्तजनक, उप्ण, 
विपाक में मधुर, वळवर्ददक, स्निग्व तया घण पर लेप करने के 
लिये पथ्य होता है एवं दांतों के HA हितकर, अस्निदीपक, 
बुदिवर्दक, मूत्र की मात्रा कम करने वाळा, त्वचा तथा क्श 
के लिये हितकारी, वातनाशक और गुरु है। सर्व प्रकार के 
frei में काले तिळ अच्छे होते र श्वेत तिळ मध्यम होते ह 
तथा अन्य रदविरहे निष्ट होते ह ॥ ३९-४०॥ 


यत्रः कपायो age दिंमञ्च 

कटुर्विपाके कफपित्तहारी | 
णेषु पथ्यस्तिलवच्च नित्यं 

प्रवद्धमूत्रो बहचातवर्चा: ॥ ४१ ॥ 
स्थैयाग्निमेवास््ररवणेक्कच्च 

सपिच्छिलः रथूलविलेखनश्च | 
सेदोमरुतृडरणोऽतिरूचः 

_ असाद्नः शोणितपित्तयोत्च ॥ 

एमिरुणेहीनतरेत्तु किञ्चिद्‌ 

विद्याद यवेभ्योऽतियआनगोपैः ॥ ४२॥ 


जौ--कपाय, मघुर, sae, विपाक में कड तया कफ 
और पित्त का नाशक, वर्गा मे तिळ के समान सदा पथ्य, सूत्र 
कम करने चाळा, चात और विष्टा को चदाने वाळा, sa 
जनक,पाचकाग्निदीपङ, चुडिवर्दक, कण्ठ स्वरको अच्छा करने 
चाळा, वर्ग का वर्द्धक, पिच्छिल, मोटे आदमी को दुबछा करने 
चाळा होता है एवं मेदोरोग, वातरोग और aa को नष्ट 
करने चाळा; जतिरज् जौर रक्त तथा पिच का असादक होता 
है । अतियद-उपर्युक सर्व गुणों से कुछ निकृष्ट होते हैं ॥९५-४२॥ 


विमर्श -तिल्वयवकल्कन्न कोचिदाहमेचीषिण.? ( चरकः )। 
wat के निम्न खाद्य वनते हैं--आक्तून्‌ STi कुल्माष जल्ज्ञापि 


“बवप्रवानत्ठु मवेत्‌ प्रनेदी' किन्छु डाक्टरी में यों को ane 
साना है ! इन से cote वालं, पोर्ट चाली, पर्छ वाली, Bez 
वाठी वनाते हँ 1 इस तरह qaqa (Barley water) सर्व 
अकार के ज्वर, gate ( गोनोरिया), soma आदि 
सूत्रविकारोंमें aga लाभ करता है। at से हो माल्ट बनाते हैं 
जो क्रि पचने सें इळक्रा तया afters होता दै। इस 
तरह के कई पेरेण्ट खाच आजकल fede: काडलिवर के 
तेल के साय साइट को मिला कर टी० dio आदि रोगं में 
देते हैं। wade सें जौ से अच्छा ora होता है । 


sea: ४६ | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१६१ 


गोधूम उक्तो मधुरो शुरुश्च 
बल्यः स्थिरः शुक्ररु चिप्रदञ्च | 
स्निग्धोऽतिशीतोऽनिलपित्तदन्ता 
सन्घानकृत श्लेष्मकरः सरश्च ॥ 9३ ॥ 
गेहुं-मधुर, भारी, बलदायक, स्थेर्यकारक, शुक्र और 
रुचि का aaa, स्निग्ध, अतिशीत, वात तथा पित्त का शामक, 
भग्नास्थि का संयोजक, कफकर तथा दस्तावर होता हे ॥४॥॥ 
ea: कपायो विषशोपशुक्र 
बलासदृष्टित्तयकृदू विदाही | 
कटुर्विपाके मधुरस्तु शिम्बः 
प्रभिन्नविणमारुतपित्तलश्च ॥ ४४॥ 
शिस्वीवर्ग के अन्न-रूक्त, कपाय, विप, शोप, शुक्र, कफ और 
दर्शन|शक्ति का क्षय करते हैं तथा विदाहकारक, विपाक में कट, 
मधुर, विशाके'भेदक भोर वात तथा पित्त के ade होते हैं॥ 
सितासिताः पीतकरक्तत्र्णा 
भवन्ति येऽनेकविधास्तु शिस्बाः | 
यथोदितास्ते गुणतः प्रधाना 
जञेयाः कटूष्णा रसपाकयोश्व ॥ ४५॥ 
श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त ऐसे भनेक प्रकार के घर्ण के 
fief होते हैं। वे यथोदित क्रम से श्रेष्ठ होते हैं पु रस तथा 
विपाक में कटु भौर उप्ण होते हें ॥ ४५॥ 
सहाद्दयं मूलकजाश्च शिम्बाः 
कुशिम्बिवल्लीप्रभवास्तु शिम्बाः | 
जेया विपाके मधुरा रसे च 
बलप्रदाः पित्तनिबहंणाश्व ॥ ४६॥ 
सुदरपर्णी, मापपर्णी, मूलकशिग्वी, कुशिग्वी, वहली-शिम्बी 
( कौंच के चीज ) ये विपाक और रस में मधुर तथा वळदायक 
और पित्तनाशक होती हैं ॥ ४६॥ 
विदाहवन्तश्व at fea 
विष्टभ्य जीरयेन्त्यनिलप्रदाञ्च | 
रुचिप्रदा्वेव gest 
सर्वे स्मृता वेदलिकारतु शिम्बाः ॥ ४७ ॥ 
विदुल ( सुद्गादि ) की शिग्बी-अधिक दाहकारी, अधिक 
ee, विष्टम्म करनेवाली, वातवर्द्धक, रुचिदायक तथा पचने में 
भारी होती हैं॥ ४७ ॥ 
कडुबिपाके कहुकः कफष्नो 
विदाहिभावादहितः छुसुम्भः | 
उष्णाउत्तसी स्वादुरसा5निलपी 
पित्तोल्बणा स्यात्‌ कडुका विपाके ॥ ४८ ॥ 
कुसुम्भ-विपाक रस में कटु, कफनाशक तथा, 
विदाहकारक होने से अहितकर होता हे । अलसी--उप्ण, 
मधुर, वातनाशक, पित्तवर्द्रक तथा विपाक में कडु होती हे ॥ 
पाके रसे चापि कटुः प्रदिष्टः 
सिद्धार्थेकः शोणितपित्तकोपी | र 


तीद्णोष्णरूक्षः कफमारुतन्न- 
स्तथागुणय्वासितसरपेपो5पि ॥ ४६ ॥ 
श्वेत सरसॉ-विपाक तथा रस Hae तथा रक्तपित्त को 
कुपित करने वाली, तीचण, उप्ण, रूक्ष एवं कफ भौर वायु 
की नाशक होती है । काली सरसों भी इन्हीं गुणों से युक्त 
होती है ॥ ४९॥ 
अनातेंबं व्याधिहतमपर्यागतमेव च | 
अभूमिजं नवञ्चापि न धान्यं गुणवत स्मृतम्‌ ॥ ५०॥ 
नवं घान्यमभिष्यन्दि लघु संवत्सरोपितम्‌ | 
विदाहि शुरु विष्टम्भि विरूढं दृष्टिदूपणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अग्राय घान्य-चे मोसम में पेदा हुआ, फसल में होने 
वाळे किसी रोग से हतवीर्य, अपरिपछ, खराव भूमि में 
उत्पन्न और नूतन धान्य गुणकर नहीं होता हे । नूतन धान्य- 
अभिष्यन्द्‌ ( बलेद ) कारक होता हे तथा एक वर्ष का पुराना- 
लघु होता है। विरूढ ( अङ्कुरित ) घान्य-विदाहकारक, पचने 
सें भारी, विष्टग्भकारक तथा Ast को दूपित करता हे ॥ 
:—वर्षोपित सवंथान्य गौरव परिमुञ्चति । न तु त्यजति 
वीर्य स्वं रमान्युञ्जत्यतः परम्‌ ॥ एतेषु यवगोधूमतिलमाषा “नवा 
हिताः | पुराणा विरसा रुक्षा न तथा शुणकारिण ॥ ( भावम्र० )। 
शाल्यादेः सर्पपान्तस्य विविधरयास्य भागशः | 
कालप्रमाणसंस्कारमात्राः सम्परिकीत्तिता: ॥ ४२ ॥ 
शालि से छे कर सर्पप तक अनेक प्रकार के धान्यों का 
समय, प्रमाण, संस्कार और मात्रा का अउ्परूप में विवेचन कर 
दिया गया दै ॥ ५२॥ 
विमर्शः--भावप्रकाशोक्ता धान्यवर्गाः--झारिधान्य ब्रीहिः 
धान्य शकधान्य ततीयकम्‌ । दिम्वीधान्य क्चुद्रधान्यमित्युक्त धान्य- 
पञ्चकम्‌ ॥ चरक तथा वाग्भट ने केवळ शूकधान्य और शिम्बी" 
धान्य ऐसे दो ही मेद किये हैं। शूकवर्ग में चावल, गेहूं, मकई, 
जौ, बाजरा, ज्वार आदिहें। शिम्वी या चेदुलवर्ग में मूंग, उड़द, 
अरहर, मसूर, चना, मटर आदि आते El भारत, चीन, जापान, 
HEAT में चावल का सेवन ज्यादा है । यूरोप में गेहूं ज्यादा 
खाते हें । इटली, अमेरिका में मकई का सेवन अधिक है । 
शुकवर्ग के घान्यों में कार्बोहाईड्रेट ज्यादा तथा प्रोटीन और 
फेट कम होता है। eet में ग्रोरीन अधिक होती है किन्तु मांस 
की प्रोटीन की तरह सुपाच्य कम होती है । 
अथ मांसवर्गः-- 
अथोध्वे मांसवर्गांनुपदेक््याम: । तथथा--जले- 
शया:, आनूपाः, प्राम्या:, कन्यमुजः, एकशफाः, जाइला- 
शरेति षण्सांसवर्गाः | एतेपां वर्गाणामुत्तरोत्तरं प्रधान- 
तमः | ते पुनहिबिघा -जाइला आनूपाञ्चेति | तत्र 
जाइलवर्गोष्टविध:ः ! तद्यथा-जद्वाला; विष्किराः; 
प्रस्तुदाः, शुद्दाशायाः, प्रसहाः, पर्णमृगाः, आम्याश्रेति । 
तेषां जब्दालविष्किरो प्रधानतमौ ॥ २३ ॥ 
अब इसके अनन्तर मांसवर्ग का विवेचन करते हैं। जैसे 
जल में रहने वाळे जीव, जळ वहुल प्रदेश में रहने वाळे cha, 
आमों में रहने वाळे गो, वकरी आदि sha, मांस खाने वाळे 


१६२ 


जीव जैसे गुदाशय ( शेर आदि) तथा भ्रसह; घोडे आदि एक 


सुश्रुवसंहिता | 


लावतित्तिरिकपिख्जलवर्त्तीरयत्तिकाधत्तेकनण्तृकावा- 


शाफ वाळे जीव और जाइल ऐसे ६ मांसवर्ग हैं तथा इन में तीकचकोरकलविङ्कमयूरक्रकरोपचक्रछककुटसारन्नशत- 
उत्तरोत्तर वर्ग गुणों में अधिक प्रधान है। स्थानमेद से इनके विष्किरा॥ 


दो विभाग कर दिये हें । एक जाइळ तथा दूसरा आनूप। इन 
मैं जाङ्गल वर्ग के आठ भेद हैं जेसे-जड्डाळ, विष्किर, प्रतुद, 
गुदाशय, प्रसह, whan, विलेशय और आम्य । इनमें जद्दाळ 
तथा विव्किर अधिक श्रेष्ठवर्ग है। | 

विमर्श!--जलेशया --मत्स्यादय , अ'नूपा* = जल्प्रायप्रदेश- 
वासिनो मदिषादय , ग्राम्या ऋग्मामवासिनश्छागादय , क्रव्यसुज,= 
आममासाशिनो WUT , एकशफा = खरादय , तदुक्त भागवते-- 
“लवरोऽशवोऽस्वतरो गौर शरमश्चमरी तथा । एते चैकशफा ? इति। 
जाङ्गला =हरिणादय | Ser वेगवत्य सन्त्येषाभिति age, 
विकीये भक्षयन्तीति विष्किरा , aes प्रतुध भक्षयन्तीति प्रतुदाः, 
गुहाया शेरते इति गुहाशया”, स्व भक्ष्य प्रस्य मक्षयन्तीति caer, 
पर्ण मृगयन्त इति WM , तदुक्तम:--'वनौकोदृक्षमार्जारवृक्षमकोटि- 
कादय । एते पर्णमृगा प्रोक्ता? इति। विले शेरत इति विलेशया , 
आमे वा ग्राम्या । 


तावेणहरिणचदुरहकरालक़्तमालशरमश्वदंष्टापृपत- 
चारुष्कएमृगमातुकाप्रसृतयो जङ्घाला मृगाः कपाया 
aa लघवो वातपित्तहरास्तीचणा हृद्या बस्तिः 
RTA ॥ ५४ ॥ 

काला हरिण, शवेतहरिण, नीलाण्ड हरिण, see ( चौक- 


लघवः शीतमधुराः कपाया' दोपनाशनाः ।। ६० UI 
विष्किरवर्ग--छाव ( वटेर ), तीतर, गौर तीतर, कपि- 
झल, वर्तीर; वर्तिका, वर्तक, नसुका, वार्तीक, चकोर, कळविठ्ठ, 
मयूर, ककर, उपचक्र ( चकोर ), कुक्कुट ( झुगा ), सारह 
( पपीहा ), शतपत्रक, ङुतित्तिरि, कुरवाहक, यचाछक प्रति 
दो पंजे तथा तीसरी चोंच से भूमि को sted हैं। ये लघु, 
शीतवीर्य, मधुर, कपाय और दोपनादक हैं ॥ ५९-६० ॥ 
विमर्वः-_ळावभेदाः--गेरिक waste पौण्ड्रको ढर्भर- 
स्तथा । लावश्चतुरविध प्रोक्तस्तित्तिरिद्विविध स्मृतः । ध्याहका+-- 
त्रिभिश्चरणयुगलचङ्रुमिरादङन्ति विलिसन्ति भूमिमिति street. | 
TEM दीपनश्चैव कषायमधुरो लघुः | 
लावः कटुषिपाकश्च सन्निपाते च पूजितः ॥ ६० ॥ 
यटेर--दस्त वांधने वाळा, अभिदीप$, कपाय, मधुर, लघु, 
विपाक में ag तथा सन्निपात में उत्तम है ॥ ६१॥ 
इषदूयुरूष्णमधुरो gen मेघाऽस्निवद्धेनः | 
तित्तिरिः सर्वदोषघ्नो ग्राही वर्णप्रसादनः ॥ ६२॥ 
तीतर--कुछु भारी, उप्ण, मधुर, वृष्य, सेधा तथा अमि- 
वद्धक, सवंदोपनादक, संग्राही तथा शरीर के चर्ण को प्रसन्न 


द्या सुग), sus ( कस्तूरी ) an, कृतमाळ सुग, शरभ, | करता हे ॥ ६२॥ 


श्वदंष्ट्रा, एपत (पृष्ठ पर चित्र विचित्र विन्दुाला) aa, चारू 
प्कर, सुगमातृका ( हरिणी ) आदि ये जंघांळ वर्ग के संग हैं। 
इनका मांस कपाय, मधुर, Sg, वातपित्तनाशक, तीचण, हृद्य 
भोर वस्तिशोधक होता हे ॥ ५४ ॥ | 

कपायो मधुरो हृदयः पित्ताउक्कफरोगहा | 

सड्ग़ाही रोचनो बल्यस्तेपामेणो ज्वरापहः ॥। MY 

इन में से एण खग-कपाय, मधुर और हथ होता है तथा 

पित्त, रक्त तथा कफ के रोगों को नष्ट करता है एवं संग्राही, 
रोचक वळकारक और ज्वरनाशक होता हे ॥ ५५॥ 


सघुरो मधुरः पाके दोषन्नोऽनलदीपनः | 
शीतलो बद्धविणमूत्रः सुगन्धिहरिणो लघुः ॥ ५६ ॥ 


रक्तपित्तहरः शीतो लघुश्चापि कपिञ्जलः । 

कफोत्येषु च रोगेषु भन्दवाते च शास्यते | 

हिक्षाश्वासानिलहरो विशेषाद्वीरतित्तिरिः ॥ ६३ ॥ 
कपिञ्जळ-रक्तपित्त का नाशक, शीतळ तथा ल्घु होता 


है एवं कफ से उत्पन्न रोग तथा मन्दुवात में श्रेष्ठ हें। गौर 


तित्तिर-हिक्का, श्वास और चात को विशेषरूप से नष्ट करताहे ॥ 
वातपित्तहरा इृष्या मेघाऽभिबलबद्धनाः | 
लघवः क्रकरा हृ्यास्तथा चेबोपचक्रकाः |) ६४ ॥ 


क्रकरर--वातपित्तनाशक, ga, सेधा, अशि तथा चळ का 
वर्द्धक, पचने में रघु तथा हथ होते हैं। उपचक्र भी गुणो सें 


सुगन्धि ( ताम्र ) हरिण-रस ओर विपाक में मधुर, वाता- | FP के समान दै ॥ ६४ ॥ 
दि दोपनाशक, पाचकाझिदीपक, शीतळ, विष्ठा तथा सूत्र को | कषायः स्वाठुलवण्स्त्वच्यः केश्योऽरुचौ हितः | 


'बाँधने वाळा और पचने में हळका होता हे ॥ ५६॥ 
एणः कृष्णत्तयोज्ञयो SOAS उच्यते | 


मयूर: खरमेघा5ग्निइक्स्रोत्रेन्द्रियदाढथेकृत्‌ ॥ ६५॥ 
मधूर--कपाय, मधुर और लवण है तथा त्वचा, केश और 


थो न कृष्णो न ताम्रश्व aE: सोऽभिघीयत्ते | (५७ अरोचक में हितकारी है एवं स्वर, बुद्धि, जठराग्नि, नेत्र और 
काले सुग को *पृण'तथा ताम्रवर्ण के खग को 'हरिणः कहते | कर्ण इन्हें दढ करता है ॥ ६१॥ 


हैं तथा जो न काला होतया न ताम्र हो उसे ‘Sap कहते हैं॥ सिग्धोष्णोऽनिल्दा sa: स्वेद्स्वरबलावहः | 


शीताऽसकपित्तशामनी विज्ञेया सृगमातुक्रा | 
सन्निपातक्षयश्वासकासदिक्ारुचिप्रणुत्‌ ॥ २८॥ 
हरिणी-शीतचीय होती हे तथा 


-करती है 1 ५८ ॥ 


FM: GIST TANASE ATA गुरुस्तु सः | 
वातरोगन्तयवमीविषमब्बरनाशनः॥ ६६ ॥ 


हि रक्तपित्त का शमन करती | जङ्गछ का सुर्गा-स्निग्ध, उष्ण, वातनाशक, दृष्य, स्वेद 
aa सन्निपात, क्षय, श्वास, कास, हिका और अरुचि को नष्ट | स्वर तथा वळ देने वाळा और ण * आम्य at 


den होता दै। आम्य gat 


- - | भी वन्य के समान ही गुणों में होता है किन्तु वह पचने में 


अध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१६३ 


भारी एवं वात रोग, क्षय, वमन और विषम ज्वर को नष्ट 
करता है॥ ६६॥ 
विमर्शः--हुग्ध के अतिरिक्त खाद्य दर्व्यो से अण्डे के समान 
अन्य पौष्टिक द्रब्य नहीं हे । अधिकतर सुर्गी के अण्डे, किन्तु 
कहीं कहीं वत्तक तथा समुद्री पक्षी या अन्य पत्तियों के अण्डे 
भी खाये जाते हैं। कार्वोहेड़ेंट के सिवाय अण्डे में प्रोटीन, 
फेर, केल्सियम, फोस्फरस, लोहा, पुटेशियस ये तत्त्व होते हैं 
तथा इनका पाचन और शोषण शीघ्र होता है। सुर्गी का एक 
अण्डा आधा पाव दुग्ध के समान है! अण्डे से किसी प्रकार 
के संक्रामक या अन्य रोग नहीं होते हें । चरकोक्ता अण्ड- 
गुणाः-यातेराष्ट्रचकोराणा दक्षाणा शिखिनामपि । चट्कानाञ्च 
यानि स्युरण्टानि च हितानि च ॥ रेत क्षीणेपु कासेषु हृद्रोगेषु 
क्षतेवु च । मधुराण्यविपाकीनि सञ्योवलकराणि च ॥ 
( च, सू. अ. २७) 
कपोतपारावतभ्रद्धराजपरभ्वतकोयष्टिककुलिज्ठगृहकु- 
लिङ्गगोद्वेडकडिणिडमाणवकशतपत्रकमाठ्निन्दकभे- 
दाशिशुकसारिकावल्गुलीगिरिशालदवान्नदूपकसुगुही- 
खञ्जरीटहारीतदात्यूहप्रश्वतयः प्रतुदाः ॥ ६७॥ 
` प्रतुदवर्ग-कपोत ( जङ्गली कबूतर ), पारावत ( शहर 
का क्वूतर ), न्ुट्गराज (भंवरा), waa (कोकिळ), 
कोयश्टिक (Reet), कुलिङ्ग ( चटक ), यरुहङुलिङ्ग ( घर 
की चिडिया या fret), ates ( गोनद पक्षी ), डिण्डि- 
साणवक, शतपन्नक, मातृनिन्दुक, भेदाशी, शुक ( तोता), 
सारिका (Hat), वल्गुली, 'गिरिशा, azar, अन्नदूषक, 
सुसुही, खञ्जरीट, हारीत, दात्यूह प्रति अतुदवर्ग के पक्षी हैं ॥ 
कषायमधुरा रुक्ताः फलाहारा मरुत्कराः | 
पित्तरलेष्महरा' शीता बद्धमूत्राल्पवर्चेसः ॥ ६८॥ 
प्रतुद्‌ वर्ग के पक्ती-कपाय, मधुर, रूक्ष, स्वयं फल खाने 
वाळे, वातजनक, पित्त भौर श्लेष्म के नादाक, शीतवीर्यं तथा 
सूत्र को चंद्‌ करने वारे एवं अल्प मलोत्पादक हैं ॥ ६८॥ 
सर्वेदोषकरस्तेषां भेदाशी मलदूषकः | 
कषायस्वाहुलवणो शुरुः काणकपोतकः ॥ ६६ ॥ 
रक्तपित्तप्रशसनः कषायविशदोऽपि च | 
विपाके मधुख्यापि गुरु: पारावतः स्मृतः || ७० || 
कुलिङ्गो मधुरः खिग्धः कफशुक्रविवद्धेनः | 
रक्तपित्तहरो वेश्मङुलिङ्गस्त्वतिशुक्रलः || ७१ ॥ 
इनमें सेदाशी पक्ती-वातपित्तादि सर्वदोपों को उत्पन्न 
करता है तथा मलों को दूषित करता है। काणकपोत 
( जङ्गली कवूतर )-रस में कषाय, स्वादु, लवण तथा पाक में 
सारी होता दै तथा पारावत पक्षी-रक्तपित्त का शामक, रस 
में कषाय, स्पर्श में पिच्छिल, विपाक में मधुर तथा पचने में 
भारी होता है। ङुलिङ्ग-मधुर, flava, कफ और शुक्र का 
वर्द्धक तथा रक्तपित्तनाशक हे एवं घर का कुलिइपक्षी- 
शुक्र को अधिक Ara में वढ़ाता हे ॥ ६९-७१ ॥ 


सिंहव्याप्रवृकवरच्लक्षद्वीपिमाज रिश्शगालमृगेवा[रु- 
कप्रश्नतयों TET: ॥ ७२ tt 
२५ सु० 


गुदाशय वर्ग--में सिंह, व्याप्त, भेडिया, aw, as, 
चीता, मार्जार, ame, an, wales wae हातेहें जो 
पर्वत तथा जङ्गछों की गुफाओं में रहते हैं ॥ ७२॥ 
मधुरा शुरवः Rarer बल्या मारुतनाशनाः | 
उष्णबीया हिता नित्यं नेत्रगुद्यविकारिणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गुहादाय प्राणी--मधुर, भारी, स्निग्ध, वळवदधक, वात के 
नाशक उष्णवीर्यं होते हैं तथा नेत्र रोग और गुह्य प्रदेश 
के विकार अर्थात्‌ इन्द्रियशैथिल्य सें वसाभ्यद्ग, गर्भाशय या 
युदभ्रंश में इनकी वसा का उपयोग करने से हितकारी होते हैं ॥ 
काककडूकुररचाषभासशशघात्युळ्कचिलिश्येनग्र- 
WIT: प्रसहाः ॥ ७४॥ 
nga वर्ग-में Shen, कडू, कुरर, चाप, भास, शशघाती, 
aa, चिल्लि ( चील ), श्येन ( बाज), गोध maf बलपूर्वक 
छीन के खाने वाले हैं ॥ ७४ ॥ 
विमर्श।--कझ्ृपरिचयः--कह्ू" त्यात. कङट्कमालाख्यो वाण- 
पत्राहपक्षक | छोहएष्ठो ears पश्चाध'पाण्डुवर्णभाक्‌ ॥ दशशघाती 
को Golden-Eagle कहते हैं। ये नर-मादा दोनों मिलकर 
खरगोश को चतुराई से मारते हैं। एक विळ के पास छिप 
जाता है दूसरा दूर जाकर शोर मचाता है जिससे शश fre 
से निकलता है और वाहर बैठा उसे मार डाळता हे । 
एते सिंहादिभिः सब समाना वायसादयः | 
रसवीयेविपाकेषु विशेषाच्छोपिणे हिताः ७५॥ 
ये कौए आदि प्रसह वर्ग के प्राणी रस, वीर्य तथा विपाक 
में es के समान होते हैं किन्तु विशेष कर शोप 
(7. 8 राजयचमा ) के रोगी के लिये हितकारी हैं ॥ ७५॥ 
सदूरुमूषिकवुक्षरायिकावछुशपूतिघासवानरप्रश्चत- 
यः पर्णमृगा" ॥ ७६ Ul 
wat वर्ग-में ag (वृक्ष का सर्प ), airs, दक्ष 
शायिका ( गिलहरी ), saga, पूतिघास (ga का feta) 
तथा वन्द्र esta पर्णट्ग हे ॥ ७६॥ 
मधुरा गुरवो वृष्याश्वक्षुष्याः शोषिणे हिता: | 
सुषठमूत्रपुरीषाञ्च कासाशेःश्वासनाशनाः 1 ७७॥ 
ये पर्णग्ठंग--सधुर, शुरु, I, नेत्ररोगा में हितकारी, 
राजयचमा में लाभकारी तथा सूत्र और मल को मतत करने 
वाळे एवं कास, अर्श और श्वास रोगों को नष्ट करते हैं ॥७७॥ 
खाविच्छल्यकगोघधाशशव्रपदंशलोपाकलोमशकणे- 
कद॒लीसृगभियकाजगरसपेमूपिकनकुलमहाबध्ुप्रश्‍तयो 
बिलेशया: ॥ ७८॥ ie 
विलेशय वर्ग-में श्वावित्‌ ( सहेढ़ी ), शल्यक, गोधा, 
दशक, gaa (गाँव की विएळी), छोपाक (लोमडी), कोमश- 
कर्ण ( वडा विज्ञा ), कदली, सगप्रिक ( गोनस 9, अजगर, 
सर्प, सूपिक ( चूहा), नेवळा, महावज्र (वद नेवळा ) 
आदि जानवर fret सें शयन करने ( रहने ) वाले हं ॥७८॥ 
वर्चोमूत्रं ded छुथुरेते 
वीर्य चोष्णाः FIAT स्वाङुपाकाः | 
~ 


१६४ 


गातं हन्युः श्लेष्सपिते च छुः 
खिग्घा: कासश्चासकाश्यापहाश्च ॥ ७६ ॥ 
चे विलेशयबर्ग के प्राणी विष्ठा तथा मूत्र को गाढा करते 
डरे तथा वीर्य में उष्ण होते हैं तथा पर्णस्ग की तरह विपाक 
में मधुर, वातनाशक तथा कफ और पित्तकारक, स्निग्ध एवं 
कास, श्वास और कृशता को नए करते हें ॥ ७९ ॥ 


कपायमधुरस्तेपां शशः पित्तकफापहः | 
नातिशीतलवीयेत्वाद्ातसाघारणो मतः ॥ ८०॥ 
ga विलेशार्यो में शरा (खरगोश) का मांस-कपाय, 
मधुर, पित्त और कफ का नाशक होता है एवं अतिश्षीत वीर्य 
न होने से चात के प्रकोप तथा प्रशमन करने में साधारण 
होता दै ॥ ८० ॥ 
योघा विपाके मधुरा कषायकडूका TIT | 
चातपित्तप्रशमनी SUN बलवद्धची ॥ ८९ ॥ 
गोघा--विपाक सें मधुर, रस में कपाय तथा कडु, वात 
भोर पित्त को शान्त करने वाळी, दरीरपुष्टिकारक और वळ- 
ase होती हे ॥ ८१॥ 
शल्यकः स्वाडुपित्तत्रो लघुः शीतो विषापहः | 
प्रियको मारुते पथ्योऽजगरस्त्वशेसां हितः ॥ ८२॥ 
डुनीमानिलदोपन्नाः ऋमिदूपीविपापहा: | 
चल्लुण्या मधुराः पाके सर्पा मेघाऽसिवद्धनाः ।। ८३ ॥ 
द्वीकरा दीपकाञ्च तेपूक्ताः कटुपाकिनः | 
मधुराश्चातिचश्घष्या' उष्टविण्मूत्रमारुता: | ८४1 
शल्यस्--रस में मधुर, पित्तशामक, wg, शीतरऔर विप- 
नाशक होता दे। प्रियक-वातरोयों में पथ्य तथा अजगर 
(सप )-अर्सरोग सें हितकर है। सर्प-अर्श, वातविकार, 
कृमिरोग तथा दूपीविष को नष्ट करते हैं तथा नेत्र के लिये 
हिनकर, विपाक में मधुर तथा मेघा और पाचकाशि के ads 
होते हूँ दुर्वकर सर्प तया दीपक ( राजिमन्त ) सर्प-विपाक 
में कड, रस में मउर, नेत्रा के लिये अधिक हितकारी एच 
विष्ठा, सूत्र और वायु को प्रवृत्त करने वाले होते हैं ॥८२९-८शा 
EF विमर्श:--दूपीविपलत्तणम--दूषित देशकालान्नदिवास्वप्नै- 
CHET । यरमाद्‌ दूषयते धातून्‌ तत्मादपीविष ॥ 
अन्यच्च--जीर्ण विषव्नौषधिभिर्दत वा दावाभिवात्यतपशोपित च । 
carat वा झाविप्रदीन विष हि दूपीविषतामुपैति ॥ 
अश्चाश्वतरगोखरोष्टवस्तोरश्रमेदःपुच्छकमप्रश्चतयो प्राम्या; | 
भ्राम्यवर्ग से-घोडा, अश्वतर ( खच्चर ), गो, गदहा 
है वचर ), यो, गदहा, उप्र 
TH, BA (मेढा), मेद'पुच्छ ( दुर्वा ‘waft a 
निवासी होने से 'आम्यः कहलाते हैं॥ ८५॥ ५०७०७ 
आम्या वातहराः सर्वे इंहणाः कफपित्तलाः | 
मधुरा रसपाकाभ्यां दीपना बलवर्धनाः ॥ ८६ || 
आम्य प Waals, वल्वद्दक, कफ और पित्त करने 


वाले रख और विपाक में मघुर तथा अस्निददीपक 
र TH 
enone. दीपक और asada 


सुश्रतसंहिता | 


नातिशीतो गुरु" Ravat मन्दपित्तकफः स्मृतः | 
छगलस्त्वनभिष्यन्दी तेपां पीनसनाशनः ॥ ८७ ॥ 
gue ( बकरा )-अधिक ठंढा नहीं होता है किन्तु 
पचने में भारी, स्निग्ध, अट्प पिच तथा ser कफ करने 
बाळा wa अभिष्यन्द्‌ नहीं करने चाळा तथा पीनसरोग- 
नाशक होता हे ॥ co tt 
dent मांसमौरभ पित्तश्लेष्मावह शुरु | ` 
सेदःपुच्छोद्भवं वृष्यमौरश्रसदृां गुणेः ॥ ८८ ॥ 
मेढे का सांस--व्रुंहण, पित्त तथा कफ का जनक पूर्व पचने 
सें भारी होता हे । मेदःपुच्छ ( पुडके ) का मांस वृष्य तथा 
मेढे के समानगुणकारक होता है ॥ <८ 0 
श्वासकासप्रतिश्यायविषमज्वरनाशनमू | 
श्रमात्यभिहितं गव्यं पवित्रमनिलापहम्‌ ॥ ८६॥ 
ACTA मांसमेकशफोद्भवम्‌ | 
अल्पाभिष्यन्ययं वर्गो जाङ्गलः समुदाह्तः ॥ ६० ॥ 
दूरे जनान्तनिलया दूरे पानीयगोचराः | 
ये मृगाश्च fiesta तेऽल्पाभिष्यन्द्नो मताः ॥९१॥ 
अतीवासन्ननिलयाः समीपोदकगोचराः | 
ये sara विहङ्गाश्च महाभिष्यन्दिनस्तु ते ॥ ६२ ॥ 
गो का मांस--श्वास, कास, प्रतिश्याय और विषमज्वर को 
नष्ट करता हे । श्रम करने वाळे तथा अत्यग्नि (भस्मक रोग) 
वाली के लिये हितकारी, पवित्र और वातनाशक होता है। 
एक खुर वाळे प्राणियों ( घोड़े आदि) का माँस-उरञ के 
समान शुणकारक तया कुछ लावणिक रसयुक्त होता है। 
इस तरह यह जाङ्गळ प्राणिर्या का वर्ग-अदप अभिष्यन्द 
(केद) कारक होता है । जो सग ( पश्च ) तथा विहङ्ग 
( पक्षी ) मनुष्यों के निवास तथा जळाझयों से दूर रहते हैं 
वे अढप अभिष्यन्द्कारक होते हैं तथा जो झग और पक्षी 
वस्ती के अतिनिकट रहते हो एवं जलाइयो के भी समीप में 
रते हों वे या उनका मांस अत्यन्त अभिष्यन्द (क्लेद ) 
कारक होता है ॥ ८९-९२ ॥ 
आनूपवगेस्तु पञ्चविधः | तद्यथा-कूलचराः, छुवाः; 
BRAT, पादिनः, भत्स्याश्चेत्ति ।। ६३ ॥ 


आनूप अर्थात्‌ सजळ प्रदेश में रहने चाले प्राणियों का 
वर्ग पांच प्रकार का होता है । जेसे जळ के किनारे (तट) 
पर घूमने वाळे कूछचर, पानी पर तेरने वाले wa, शंख 
सीप आदि कोश वनाकर उसमें रहने वाले कोशस्थ, पेरों वाळे 
( मेढकादि ), पादिन मडलियां ॥ ९३॥ 

विमर्शः--अन्लगता आपो यत्रेत्यनूपो जलायो देशस्तत्र मवा- 
आनूपास्तेषा वर्ग । कूले नथादितटे चरन्ति भक्षयन्ति अमन्ति 
चेति कूळचरा', प्लवन्ते पानीये तरन्तीति war, कोषः शहादीना 
सम्पुटस्तत्र तिष्ठन्तीति ater, पादिन न्पादवन्त कच्दपादय | 

तत्र,गजगवयमहिपरुरुचमरस्रमररोहितवराइखड्गि- 
गोकर्णकालपुच्छकोद्रन्यङकरण्यगवयम्रशुतयः कूलचराः 


WR It ६४॥ 


च्च 


अध्यायः ४६ ] 


इनमें से ऋछचर प्राणी जैले-हाथी, नील गाय, भेंसा, 
Gem, चमर ( चमर वाळी वनगाय ), समर ( महाश्वकर ), 
रोहित, वराह (सूकर), खड्गी ( गेंडा ), गोकर्ण, काळपुच्छुक, 
उद्र (safer), ag (सग), जङ्गली गवय आदि 
दूळचर प्राणी हैं ee 
frie sat aie । तङक्षणम्‌- 
"निकव्वडुविषाण. शन्वराकारदेहः सलिलतटचरत्वाच्छन्वरेम्यो वि- 
चित्र" । त्वजति शरदि ax रौत्यतोष्सी रुरुः स्वात्‌ एयुळख्ृगविशेष 
प्रावशइचेदिदेशे ११ इति । काल्पुच्ठकः =ङ्कष्णपुच्छको waa, 
Salat. काळपुच्छो सुनिभिरीरित” इति तहश्षगन्‌। 
वातपित्तहरा ष्या मधुरा रसपाकयोः | 
शीतला वलिनः Raver मूत्रलाः कफतरद्धेनाः ॥ ६५ ॥ 
FESR प्राणी-वातपिचनाइाक, वृष्य, रस तथा विपाक 
में मजुर, शीतवीर्य, wads, स्निग्ध, सूत्रक भोर कफवदक 
होते हं ॥ ९५॥ 
विरुक्षणो लेखनश्च वीर्योष्णः पित्तदूषण: | 
स््राइम्ललचणस्तेपां गजः शलेष्मानिलापहः॥ ६६ ॥ 
गवयाय तु मांसं हि fart मधुरकासजित्‌ | 
विपाके मधुरं चापि व्यत्यस्य तु वद्धनम्‌ ॥ ६७॥ 
सिग्घोष्णमधुरो gen महिषस्तपंणो गुरु: | 
निद्राुंतत्रवलस्वन्यवद्धेनो मांसदाल्येक्रत्‌ ॥ ६८॥ 
इनमें हाथी का मांस-विरूचण, लेखन, उप्णवीर्य, पित्त- 
दूषक, मधुर, अम्ल, SAN तथा कफ और वात का नाहक 
होता है। गवय का मांस-स्निग्ध, मधुर, कालनाशक, विपाक 
सें मघुर तथा सम्भोग शक्ति का वर्दक होता दै। मेंस का 
मांघ-रिनिग्व, उप्ण, मधुर, वृष्य, तर्पक, पचने में भारी एवं 
निद्रा, पुरुष ( संभोग ) शक्ति, वळ ओर दुर्व का वर्क है 
एवं मांस को इढ करता है ॥ ९६-९८॥ 
Rag समुरं कषायानुरसं स्मृतम्‌ | 
चातपिचोपशमन शुरु शुक्रविवर्धनम्‌ ॥ ६६॥ 
तथा चमरमांसन्तु fart मघुरकासजित | 
विपाके मधुरं चापि वातपित्तम्रणाशनम्‌ ॥ १०० ॥ 
समरस्य तु मांसञ्च कपायाचुरसं स्मृतमू | 
वातपित्तोपशमनं शुरु शुक्रविवर्धनम्‌ ॥ १०१॥ 
wed Jal वृष्यं शीतलं तर्पणं गुरु | 
श्रमानिलहरं स्तिग्वं वाराहं वलवद्धेनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
wad खड्गिपिशितं कषायमनिलापहम्‌ | 
पित्र्यं पवित्रमायुष्यं बद्धमूत्रं विरूक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
गोकणमांसँ मधुरं Rad ae कफावहम्‌ | 
विपाके मधुरव्वापि रक्तपित्तविनारानम्‌ ॥ १०४॥ 
i का मांस--सुमधुर, अनुरस में कपाय, वात तथा पित्त 
का नाशक, पचने में भारी एवं शक्र का ads होता है । इसी 
तरह चमर का मांस-स्निग्घ, मधुर, कासनाशक, विपाक में 
मधुर और वात तथा पिच का नाशक होता है। समर का 
सांख-कपायानुरस, वात और पित्त का शामक, पचने में 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१६५ 


भारी तथा थुक्तवर्दक होता दै। वराह का मांस-स्वेदूजनक, 
शरीर को घुष्ट करने वाळा, दृष्य, शीतळ, afters, पचने 
में भारी, आम और वात का नाइक, स्निग्ध एवं बलवर्द्दक 
होता दै । गेंडे का मांस-कफनाराक, कषाय, वातनाशक, 
पितरों के श्राद्ध में हितकारी पवित्र, आमवर्धक, सूत्रसंगाहक 
तथा विशेषकर ea होता है। गोकर्ण का मांस-मधुर, स्तिग्ध _ 
सदु, कफवर्दक, विपाक में मधुर तथा रक्तपित्त का नाशक 
होता है ॥ ९९-१०४ ॥ 


हंससारसक्रोत्रचक्रवाकक्कुररकाद्म्वकारण्डबजीव- 


ख्जीवकबकवलाकापुण्डरीकप्लवशरारीमुखनन्दीसुखम- 


द्गूत्रोशकाचाक्तमलिकाचशुछाचपुष्करशायिकाकोना- 
लकाम्बुङुक्टिकामे घरावश्वेतवारलप्रश्रतयः प्लवाः 
सट्घातचारिणः।। १०५-॥ 
waa अर्थात्‌ तैरने वाळे म्राणी-जैसे हंस, सारस, ata, 
चकवा-चकवी, FW, कादम्ब (कलहंस ), कारण्डव ( शुक्ळ- 
इंस ), जीवञ्जीवक, ager, वळाका, घुण्डरीक, wa, शारारी- 
सुख, नान्दीसुख, मद्यु, उक्कोश ( करर भेद), काचाचे, 
मल्लिकाक्ष, शुक्ळाक्त, पुप्करद्यायिका, ates, अम्ब॒ुकुक्क 
दिका ( जलकूकडी ), भेघराव तथा श्वेतवारळ आदि 
waa के प्राणी हैं तथा ये सघ वना कर जळ पर 
तैरते हैं ॥१०५॥ 
विमर्शा,-जीवज्जीवकः--दृट एव चार्स्मिस्तु * 'त्रियते जीव- 
cram ग्लायति वेति ( अ० सं० )1 
जीव जोवयतीति वाहुलळकात खच्‌ ; जीवक =at विपदर्शन- 
मात्रेग ग्लायति त्रियते वा स पक्षिविशेष । राजानोऽन्नादौ विषस- 
व्तापरिज्ञानायेन पालयन्ति स्म । जीवज्ञीवकश्वकोर इति शब्दार्थचि- 
न्तामणि । नन्दीमुख =आरीमेदः। अस्य छक्षणम्‌---स्थूछा कठोरा 
वृत्ता च यस्याश्रज्ञूपरिस्थिना । ga चब्नुसइशी at नन्दीमु- 
खीति सा 7" इतिं । 
रक्तपित्तहराः शीताः खिग्धा वृष्या मरुज्ञितः | 
सष्टमूत्रपुरीपात्व मधुरा रसपाकयोः ॥ १०६ ॥ 
ये प्लचवर्ग के प्राणी-रक्तपित्तनाशक, शीतचीय, स्निग्ध, 
वृष्य, वातनाशक, मूत्र और घुरीष के उत्पादक या अवर्तक 
तथा रस और विपाक में मथुर होते हैं ॥ १०६ ॥ 
गुरूण्णमधुरः Raver: स्वरवणेवलश्रदः | 
वृंहणः शुक्रलस्तेपां हंसो वातविकारनुत्‌ ॥ १०७ ॥ 
इनमें से हंस-पचने में भारी, उप्णवीर्य, मधुर, स्निग्ध 
होता हे तथा स्वर, वर्ण और वळू को वढाता हे एवं den, 
शुक्रजनक और वातविकारनाशक होता हे ॥ १०७॥ 
शङ्कशाङ्कनखशुक्तिशम्वूकभल्लकप्रञ्चतयः कोपस्था: ॥ 
कुम्भी < टकुष्णककेटशि प्रशृतयः ५ 
कूमकुम्भीरकर्कटकृष्णककटडिशुमारप्रश्वतयः पादिनः ॥ 
कोशस्थवर्ग में ag, were (Sa), शक्ति, ws 
(ai), भल्लक ( कौड़ी) आदि कोशस्थ आणी हैं. तथा 
पादिनवर्ग में कच्छप; कुम्मीर ( घडियाळ ), कॅकडा, काला 
केकदा और शिशुमार (नाक) wale पांव वाले-या पांच से 
चळने वाळे प्राणी हैं ॥ १०८-१०५॥ 


१६६ 


TELAT: स्वादुरसपाका मरन्चुदः | an 
शीताः खिग्धाहिताः पित्ते वचस्याः aT 
कृष्णकर्केट कस्तेपां बल्यः फोष्णो5निलापहः | 
शुक्कः सन्धानकृत सृष्टविण्मूत्रोडनिलपित्तहा ॥१११॥ 
साधारणतया ये दाहुकूर्मादे जन्तु-रस तथा विपाक में 
मधुर, वातनाशक, शीतळ, स्निग्ध, पित्तचिकार (सें हितकारी, 
वर्च ( सळ ) aan; तथा कफवर्द्धक) होते हैं। इनमें काळा 
केकडा-वलवद्देक, FH गरम तथा वातनाशक हे. । श्‍वेतकेकडा- 
भग्नास्थि का संयोजक, विष्ठा और-मूत्र'को पेदा करने वाळा 
तथा चातऔर पित्तनादाक'होता है ॥ ११०-१११ ॥ 
सत्स्यारतु द्विविधाः-नादेयाः सामुद्राश्व ॥ ११२॥ 
भत्स्य--नदी में होने वारे नाठेय तथा ससुद्र में होने 
वारे सासु ऐसे दो प्रकार के होते हैं ॥ ११२॥ 
तत्र नादेयाः-रोहितपाठीनपाटलाराजीववर्मिगो- 
ARTF MARAT ALATA ETT नादेयाः 
उनमें नादेय मत्स्य-रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, 
afa, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, AIAN, सुरळ, सहदंप्ट्र आदि 
नदी-मत्स्य ह ॥ ११३ ॥ 
विमशः--ऋणमत्त्य = सिंदी? इति ख्यात । त्ुतक्तम--कष्ण- 
मत्त्यस्तु शकली वहुकण्ट्कसयुत | कपायवर्णा रक्ताक्ष कथितो म- 
त्त्यवेदिमि' ॥? 
नादेया मधुरा मत्स्या WA मारुतापहा: | 
रक्तपित्तकराश्चोष्णा वृष्याः स्लिग्धाल्पवचेसः ॥११४। 
नदी के मत्स्य-मधुर, पचने में भारी, वात को नष्ट करने 
वाळे तथा रक्तपित्तवद्धंक, उप्गवीर्य, वृष्य, स्निग्ध तथा स्वल्प 
सळोत्पादक होते हँ ॥ ११४ ॥ 
कपायानुरसस्तेपां शष्पशेवालभोजनः | 
रोहितो मारुतहरो नात्यथ पित्तकोपनः ॥ ११५॥ 
रोहितमत्स्य-दाप्प ( घास ) तथा ware को खाता है 
एवं अनुरस में कपाय, वातनाशक तथा अधिक पित्त नहीं 
कुपित करने वाला होता है ॥ १६५ ॥ 
. विमर्श--चरक तथा वाग्भट सर्व weal में रोहित को 
श्रेष्ट मानते हैं 'रोहितो मत्त्यानाम? ( चरकः )। लावरोहितगो- 
चणा त्ते से वर्ग वरा परम्‌ । ( वाग्भटः ) । 
पाठीनः श्लेष्मलो ल पिशिताशनः | 
दूपयेट्रक्तपित्तं तु ङुष्ठरोगं करोत्यसौ ॥ 
सुरलो बृंहणो वृष्यः स्तन्यशलेष्मकरस्तथा ॥ ११६॥ 
पाठीन मत्स्य-कफकारक, Tr, निद्राजनक है तथा सांसा- 
हारी होने से रक्तपित्त को दूपित करता हे तथा कुष्ट रोग को 
उत्पन्न करता है एवं भुरळ मत्त्य-वलवर्दक, ger तथा दुग्ध 
भोर कफको.वढाता हे ॥ ११६॥ 
सरस्तडागसम्भूताः era: स्वादुरसाः war: | 
महाहृदेपु वलिनः, स्वल्पेऽम्भरयबलाः wat: ॥१ {णा 
सरोवर तथा तालाब में उत्पन्न होने वाळे मत्स्य-स्निग्ध 


सुंभरतसहिता | 


तथा मधुर रसयुक्त होते हैं। महाहृद ( वडे भारी जळाशय ) 
सें होने वाळी मछुळियां-वळवान्‌ तथा छोटे जलाशय में उत्पन्न- 
अल्पवल्युक्त होती हैं ॥ ११७ ॥ 


तिमितिमिद्चिलकुलिशपाकमत्स्यनिरुलरुनन्दिवार- 
लकमकरगगरकचन्द्रकमहामीनराजीवप्रश्नतयः Mae Ul 


समुद्री मत्स्यों से तिमि, तिमिद्रळ, कुलिश, पाकमत्स्य, 
निरुळरु, नन्दिवारलक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, महामीन तथा 
राजीव प्रभ्ठति मत्स्य ससुद्र में रहते हैं ॥ ११८॥ 
सामुद्रा गुरवः खिग्चा मधुरा नातिपित्तलाः | 
उष्णा वातहरा वृष्या वर्चस्याः श्लेष्मबधेना: ॥११९॥ 
बलावहा विशेषेण मांसाशित्वात्‌ समुद्रजाः | 
समुद्रजेभ्यो नादेया इंहणत्वाद्‌ गुणोत्तराः ॥ १२०॥ 
तेषामप्यनिलन्नत्वाश्चौणव्यकोण्यौ गुणोत्तरी | 
खिग्धत्वात्‌ स्वाहुपाकत्वाचयोर्वाप्या गुणाधिकाः १२१ 
ससुठ्ी मत्स्य-पचने में भारी, स्निग्ध, मधुर, अधिक पित्त 
नहीं बढाने AS, उप्ण, चातनाइाक, दृष्य, मलवर्द्धक तथा 
कफ को चढाते हैं। समुद्री मरस्य अपने से छोटी छोटी मछ- 
ल्या फो खाते हें। अत णव मांसभचक्ती होने से विशेषकर 
वलवडेक होते हें | समुद्र में रहने वाळे मत्स्या की अपेक्षा 
नदी के मत्स्य चुंहण होने से गुणों में अधिक प्रधान होते हैं । 
नादेय मत्स्यो सें भी चुटी भौर कूप के मत्स्य वातनादाक होने 
से गुणों सें अधिक [होते हैं तथा इनसे भी चापी के मत्स्य 
स्निग्ध तथा स्वादुपाकी होने से गुणों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं. ॥ 


नादेया शुरवो मध्ये यस्मात्‌ पुच्छास्यचारिणः | 
सरस्तडागजानां तु बिशेपेण शिरो लघु ॥ १२२॥ 
नदियों में उत्पन्न मत्स्य-पूंछ तथा सुख की सहायता से 
चलते रहते हैं इसलिये !मध्य शारीर में भारी होते हैं तथा 
सरोवर और ताछाव के मत्स्य का शिर wg होता है ॥१२२॥ 


अदूरगोचरा यस्मात्‌ तस्माइुत्सोदपानजाः | 
किख्िन्मुक्ला शिरोदेशसत्यथ गुरवस्तु ते ॥ १२३॥ 
अधस्तादू गुरवो ज्ञेया मत्त्याः सरसिजा: स्मृताः | 
उरोविचरणात्तेपां TAS लघु स्मृतम्‌ ॥ १२४ || 
उस्सोद्पान ( पत के झरने ) में होने चाळे मत्स्य अधिक 
दूर तक विचरण नहीं करने से कुछ शिरअ्रदेश को छोडकर 
aug में अधिक भारी होते हे । सरोवर में होने वाले मत्स्य 
अघःग्रदेश में भारी होते हे तथा छाती के सहारे aia 
उनके पूर्व अङ्ग लघु होते दे ॥ १२३-१२४ ॥ 
विमशः--सत्स्य खाने का रिवाज भारत सें अधिकतर 
विहार, वज्ञाळ, पञ्जाव, सिन्ध, काइमीर तथा कुछ उत्तरप्रदेश 
(qo पी० में है। यह पक पोष्टिक खाद्य हे । इसमें प्रोटीन 
अधिक तथा चरवी कार्वोहायड़ेट व खनिज पदाथ अत्यक्ष्प 
होते हैं । जिन देशों में चावल अधिक खाया जाता है वहां के 
लोग चावल के साथ मरस्य खाते हैं जिससे प्रोटीन की कसी 
की पूर्ति हो जाती है। जो मछली मोटी होती हे उसमें चरवी 
अधिक होने से अधिक क्ति उत्पन्न करती है Cod 


अध्याय? ४६ ] 


सूत्रस्थीनम्‌ | 


१६७ 


तथा Halibut आदि मत्म्या के वकृत में ४1७ A तथा 
D अधिक मात्रा में होते ह अत एव उन मत्स्यों के यकृत्‌ के 
Gel का आजकल जीव द्रव्य ए तथा डी की कमी की पूर्ति के 
लिये चिकित्सा में अधिक प्रयोग हो रहा है। सद्दी गली 
तथा fa की मछछो खाने से चमन, अतिसार आदि रोग 
हो जाते हे । आयुर्चेद में मत्स्य सेवन को Toh होने में 
एक कारण मानते हॅ । डाफ्टर मूर भी खराब मत्स्य का सेवन 
कुष्टोत्पत्ति में एक सहायक कारण है ऐसा मानते हैँ किन्तु वे 
कुष्टनोवाणु फा शरीर संसर्ग विन! सतस्य को सहायक कारण 
भी नहीं मानते | 
इत्यानृपो महाभि“यन्दिमांसवर्गो व्याख्यातः ॥ १२३ 
इस प्रकार ag avira अभिष्यन्द करने वाळा आानपदे- 
दावर्ति-्राणियोँ के मासवर्ग का विवेचन किया गया हे॥१२५॥ 
चिमद्रः-~-नद्ामिष्यन्डि=्द्रोपयाचुमलख्नोतसामतिद्रयक्लेदका - 
aad । तदुक्तम--हृत्यस्थान्ननिर्यासवादिस्तोतोमुसानि यत. । 
मुक्त लिन्पति पेच्छिल्यादभिष्यन्दि तदुच्यते ॥ वैशयात्कफहन्तु- 
array विवृणोति यत्‌। तदुक्तमनमिष्वन्दि द्वव्य द्वव्यत्रिशा- 
रटैः॥ इनि । 
तत्र शुष्कपूतिव्याधितविषसर्पहतदिग्धविद्धजीणेङ्क- 
शबालानामसाल्यचारिणां च मांसान्यभच्याणि, यस्मा” 
द्विगतव्यापन्नापदतपरिणताल्पासम्पू्णवीर्यत्वादोपकराणि 
भवन्ति; एभ्योडन्येपामुपादेयं सांसमिति ॥ १२६ ॥ 
जाइल तथा आनूप देण के प्राणियों के मांसां में जो सांस 
सूया, सड़ा-गळा, दुर्गन्धयुक्त हो तथा रोगों से त्रस्त, विपहत, 
सर्पभत्तित, विषादि से दिग्ध (fea), शत्मादि से विद्ध 
एवं जीणे ( gaz ), दु्वेळ, चाळक, खराब आहार खाने वाले 
ऐसे पशु-पक्तियों का मांस नहीं साना चाहिये क्योंकि शुष्क 
होने से विगत रस, of तथा व्याधित होने से व्यापन्न 
(नष्ट ) वीर्य तथा विपसर्पहत, दिग्धविद्ध होने से अपहत 
(नष्ट) वीर्य पुवं जीर्ण होने से परिणतवीर्य तथा कृश 
और चाळ होने से उसका मांस अल्प एवं असम्पूर्ण वीय 
चाळा होकर दोषोत्पादक होता हे इस लिये उक्त प्रकार से 
दूपित प्राणियों से अतिरिक्त प्राणियों का मांस उपादेय (आहय) 
होता है ॥ १२६॥ 
अरोचकं प्रतिश्यायं गुरु शुष्कं प्रकीर्तितम्‌ । 
विपव्याधिहतं मृत्यु वाल छदिंब्व कोपयेत्‌. ॥ १२७॥ 
कासखासकरं वृद्धं त्रिदोप॑ व्याधिद्यितम्‌ | 
ल्तिन्नमुत्कवलेशाजननं कृतं वातश्रकोपणम्‌ ॥ १२८॥ 


शुष्कमांस-अर्चिजनक, प्रतिश्यायकारक तथा भारी होता 
है। विष तथा रोग से मरे आणियों का माँस-ऋत्युजनक 
होता है । वाळ प्राणी का मांस-वमन करता हे । ga भ्राणी 
का सांस-कास और श्वास करता हे । रोगग्रस्त प्राणियों का 
मांल-त्रिदोप का प्रकोप करता दे। सदा गळा मांस-उक्लेश 
करता है तथा SAS प्राणी का मांस-चायु का प्रकोप करताहे ॥ 

विमर्श/।--सेवनीयमांसछक्षणसू--सथोहत वयःस्थश्च शुद्ध 
सुरभि era । ( अ० do )। अपि च--मुद्दर्तात्तदुपादेय प्रहार- 
दश्वर्जितम्‌ | उप्णदेश तथा उष्णकाळ में मांस को अधिक 


SS teria’ 


देर तक रसने से उसमें वेलीळस एण्टरीटीडस आदि पूयो- 
स्पादक जीवाणु प्रविष्ट होकर विष Fer करते हैं। प्राणियों 
में राजयचमा, न्यूमोनिया, प्डेग, एक्टिनो भायकोसिस, 
एन्त्राकस, कृमिरोग होते है अत एवं मांस अहण करते समय 
ऐसा प्राणियों का मांस हो तो वजित ati मांस को उवाळने 
से उसमें के रोगोत्पादक जीवाणु नष्ट हो जाते है । 


स्रियश्वत॒ष्पात्सु, पुमांसो विहङ्गेषु, महाशारीरेष्वल्प- 
शरीराः, अल्पशरीरेपु महाशरीराः प्रधानतमा: | एवमे- 
कनातीयानां ANTI कृशशरीराः प्रधानतमाः॥ 

चतुष्पद्‌ प्राणियों में ख्रिय्रो का मांस, पत्तियों में पुरुष 
जाति का मांस, हाथी, गवय इत्यादि बढ़े प्राणियों में छोटे 
प्राणियों का मांस तथा णएप शरीर चाले प्राणियों में वडे 
शारीर वाले का मांस अधिक प्रधान होता हे ga प्रकार 
एक जाति (वर्ग) के चढे शरीर वाळे आगियों की अपेक्षा 
BA शरीर वाले प्राणियों का मांस अधिक श्रेष्ठ होता हे ॥१२६॥ 


स्थानादिकृतं मांसस्य गुरुलाघवमुपदेच्यामः | 
तथा--रक्तादियु शुक्रान्तेपु धातुपूत्तरोत्त रा गुरुतरास्तथा 
सकथिरकन्धक्रोडशिर पादकरकटीपएचमंकालेयकयकू- 
दन्त्राणि ॥ १३०॥ 
अब स्थान आदि के aga मांस के गुरु तथा लघु होने 
का वर्णन किया जाता हे । जैसे रक्तसे वीर्य तक को धातुएं 
उत्तरोत्तर अधिक भारी होती है एव सक्थि (टांगे ), स्कन्ध, 
हृदयविभाय, सिर, पाद, हस्त, कटि, पीठ, चर्म, कालेयक 
( बुक्क), यकृत्‌ और आन्त्र ये भी उत्तरोत्तर एक दूसरे से 
अधिक भारी होते tl १३० ॥ 
शिर: स्कन्धं कटी इष्टं सकथिनी चात्मपक्तयोः | 
गुरुपूब बिजानीयाद्धातबस्तु यथोत्तरम्‌ ॥ १३१॥ 
खी और पुरुप दोनों जाति के पत्तियों में शिर, स्कन्ध, 
कटी, पीठ, और सकिथ इनमें से पूर्व पूर्व के गुरु होते हैं किन्तु 
रक्तादि घातुएं उत्तरोत्तर भारी होती हैं ॥ १३१ ॥ 
सत्य प्राणिनो देहे मध्यो शुरुरुदाहृतः | 
पू्वेभागो गुरुः पुंसामधोभागस्तु योपिताम्‌ ॥ १३२॥ 
उरोग्रीवं विहङ्गानां विशेषेण गुरु स्मृतम्‌ | 
पत्तोत्देपात्समो fest मध्यभागस्तु पक्षिणाम्‌ ॥१३३॥ 
प्रायः सर्व प्रकार के प्राणियों के देह में मध्यभाग भारी 
होता है। पुरुषों का पूर्व भाग (वक्ष) और feta 
अधोभाग ( कटि ) भारी होता हे । पक्षियों का उर ( छाती ) 
तथा ग्रीवा विशेषतया भारी होते हें तथा पक्षों के ऊचा नीचा 
qo करने से मध्यभाग समान होता है ॥ १३२-१३३ ॥ 
अतीव Ba मांसं तु विहड्भानां फलाशिनाम्‌ | 
ded मांसमत्यर्थ खगानां पिशिताशिनाम्‌ ॥ 
मत्स्याशिनां पित्तकरं वातघ्नं घान्यवारिणाम्‌ 1१३४ 
फळ खाने वारे पत्तियों का मांस-अत्यन्त रुक्त होता है 
तथा मांस खाने पत्तियों का मांस-अत्यन्त इंइण होता हे. । 
मछलियां खाने वाले writ का मांस-पित्तकारक होता है 


१६८ 


TTS 
दथा धान्य खाने वाळे पत्तियों का चातनाझक होता है॥१३४॥ 
जलजानूपजा ग्राम्याः क्रव्यादेकशफास्तथा | 
प्रसहा विलवासाश्च ये च जद्दालसंभिताः ॥ ११५॥ 
agar विष्किराश्चैव लघवः स्वुयेथोत्तरम्‌ | 
अल्पाभिष्यन्दिनश्वैव यथापूर्वमतो5न्यथा ॥ १३६॥ 
जळ में होने वाळे, आनूप देश में होने वाळे, ग्रामीण, 
मांसभक्षी, एक खुर वाले, प्रसह, विळ में रहने वाळे तथा 
age एवं प्रतुद, विष्किर ये उत्तरोत्तर पचने में हलके होते 
हैं तया अरप अभिष्यन्दकारक होते दें एवं यथापूर्व अधिका- 
चिक भारी तथा अधिक अभिप्यन्द्‌ उत्पन्न करते हैं ॥ 
प्रमाणाधिकारतु खजाती 'चाल्पसारा WTA | 
सर्वप्राणिनां सर्वेशरीरेभ्यो ये प्रधानतमा भवन्ति यकू- 
अदेशवरत्तिनस्तानाददीत | प्रधानालाभे मध्यमवयस्कं 
सद्यस्कमफ्लिष्टमुपादेयं मांसमिति ॥ १३७ ॥ 
ज्ञो प्राणी अपनी जाति के निश्चित प्रमाण से अधिक 
प्रमाण वाले या मोटे होते हैं वे अदपवल्युक्त तथा भारी होते 
हें। सर्व प्रकार के ग्राणियों के सारे शरीर में से यकृत के पात 
में जो शिरा, स्नायु, मांसादि अधिक प्रधान भाग होते हैं, 
उन्हे साने के लिये ven करना चाहिये। उन प्रधान ast 
के अभाव में मध्यम आयु वाले प्राणी का ताजा तथा अक्लिष्ट 
( बिना सदा गला ) मांस अहण करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
भवति चान्न-- 
चरः शरीरावयवाः स्वभावो घातवः क्रियाः | 


सुभ्रतर्सद्दिंता 1 


अम्लानि रसतः पाके गुरूण्युप्णानि वीर्यतः | 
पित्तलान्यनिलघ्नानि कफोत्कलेशाकराणि च ॥६४०॥ 
ये उक्त फल रस में अम्छ, विपाक में गुरु, चीर्य में उप्ण, 

पित्तकारक, वायुनाशक तथा कफ का उत्क्लेश करने वाळे 
होते हैं ॥ १४० ॥ 

कपायानुरसं तेपां दाडिमं नातिपित्तलम्‌ | 

दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं वर्चाबिबन्धनम्‌ ।। १४१॥ 

द्विविधं तत्तु विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव च | 

त्रिदोपन्न॑ तु मधुरमम्लं वातकफापहम्‌ ॥ १४२ ॥ 

“इनमें दाढिम-कपायाचुरस, अधिक पित्त नहीं करने 
वाळा, अभिदीपक, रुचिकारक, हदय के लिये हितकारी तथा 
मळ को बांधने चाला होता है। मधुर तथा सट्टा ऐसे aa 
दो प्रकार का होता Fi मधुर दाढिम-त्रिदोपनाशक तथा 
अस्छ दाढिम-चात और कफ को नष्ट करता हे ॥ १४१-१४२॥ 

अम्लं समधुरं तिक्तं कपाय Bes सरम्‌ | 

aged सवे दोपन्नं वृष्यमामलकीफलम्‌ ॥ १४३॥ 

हन्ति वातं तदम्लत्वात्पित्तं माघुयेशेत्यतः | 

कफं रूक्तकपायत्वात्‌ फलेम्योऽश्यधिकं च तत्‌ ॥१४४॥ 

alas का फळ-सट्टा, मीठा, तिक्त, कपाय, कड, 

दस्तावर, चछु के लिये ! हितकर, सर्च दोषों का नाशक भोर 
aca होता हे | यह खट्टा होने से वात को नष्ट करता दे, मधुर 
और शीत होने से पित्त को नए करता हे तथा ee और कपाय 
होने से कफ को नए करता हे एवं सर्वफछों में श्रेष्ठ 


लिङ्ग प्रमाणं संस्कारो मात्रा चास्मिन्‌ परीक्ष्यते ॥१ || फल हे ॥ १४३-१४४॥ 


इस विपय में कहा है कि जिस प्राणी का माँस ग्रहण 
करना हो उसके विपय में चर अर्थात्‌ उस प्राणी का आहार 
और विहार ( चर-गतिमक्षणयोः ), उस प्राणी के शरीर के अव- 
यव, उसका स्वभाव, रस-रक्तादि धातु, उसकी Ber तथा 
लिङ्ग, प्रमाण, सस्कार ( घृत या तेळ में पकाना रूपी संस्कार ) 
तथा मात्रा ये सब परीक्षणीय हैं ॥ १३८ ॥ 


इति मांसवर्गः | 


अथ फलवर्गः 
अत उध्वं फलान्युपदेच्यामः | तद्यथा--दाडिमा- 
मलकवद्रकोलकर्कन्धुसौवीरसिञ्चितिकाफलकवित्थमा- 
तुजु्नास्रान्रातककरमद्‌ प्रि यालनारङ्गजम्बीरलक्कुचसव्य- 

पारावतवेत्रफलम्राचीनामलकतिन्तिडीकनीपकोशाम्रा- 

म्लीकाप्रशृतीनि ॥ १३६॥ 
अव इसके अनन्तर Gt का उपदेश करते 
दाडिम, आंवले, वेर, कोळ ( झाडी के वेर ), कर्क 
येर ), सौवीर ( वटरभेद ), सिञ्चतिका (वेर मे 
दिजौरा, निम्बू , आम, आम्रातक, करोंदा, 
wee नीस्वू, वडहळ, भव्य ( कमरख ), 
प्राचीनामछक ( पानी आंवला ), 
कोशान्न, अस्छीका (इमली सेद) प्रति फलवर्ग में आते हैं ॥ 


कर्कन्धुको लबदरमामं पित्तकफाबहम्‌ | 

प्क पित्तानिलहरं Rat समधुरं सरम्‌ ॥ १४५॥ 

पुरातनं ठृटशसन श्रमन्नं दीपनं लघु | 

सौवीरं बदरं स्निग्धं मधुरं वातपित्तजित्त ॥ १४६॥ 

कर्कन्धु, कोल और वद्र ये कच्चे होने से पित्त और कफ 

aes होते हैं तथा पक जाने पर पित्त और चात रोग को नष्ट 
करते हैं एवं खिग्ध, मधुर तथा दस्तावर होते हैं । पुराने ( सूखे 
हुये ) बेर-तृपाशामक, श्रम ( थकावट ) को दूर करने वाले, 
अञ्निदोपक तथा पचने में लघु होते हैं। सौवीर जाति के वेर- 
स्निग्ध, मधुर और चात तथा पित्त के नाशक होते हैं ॥ 

कषायं स्वादु सड्य़ाहि शीतं सिश्चितिकाफलम्‌ | 

आमं कपित्थमस्वय कफन्नं माहि वातलम्‌ ॥ १४७॥ 

कफानिलहरं पकं मधुराम्लरसं शुरु | 

श्वासकासारुचिहर॑ ठुष्णाघ्नं कणठशोधनम्‌ ॥ १४८॥ 


हैं। जेसे| सिञ्चतिका फळ (सेव )-कपाय, मधुर, दस्त वांधने 
"a ( छोटे | वाला तथा शीतळ होता 21 कच्चा केथ-स्वर को हानि 
दु), केथ, | पहुँचाने चाछा, कफनाशक, दुस्त चांधने चाळा और ae 
चिरोंजी, भारङ्गी, | बद्धक होता है तथा पका हुआ कपित्थ फळ-कफ भौर वात 
पारावत, वेत्रफछ, | को नष्ट करने चाळा, मधुर, अम्ल, भारी, श्रासनाशक, कास- 
इमली, नीप ( mara), | नाइक, 


अरुचिनाशक, ठृप्णाशामक तथा कण्ठ साफ करने 
चाळा होता है ॥ १४७-१४८॥ 


अध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


१६६ 


Were दीपनं हृयं मातुलुङ्गसुदाह्ृतम्‌ | 
त्वक तिक्ता दुजेरा तस्य वातक्रिमिकफापहा ॥१४६॥ 
स्वाडु शीतं गुरु खिग्ध मांसं मारुतपित्तजित्‌ | 
मेध्यं शलानिलच्छर्दिकफारोचकनाशनम्‌ ॥ १५०॥ 
दीपनं लघु सङप्राहि शुल्मार्शोनं तु केसरम्‌ | 
झूलाजीणेविबन्धेषु मन्दे5झो कफमारुते ॥ 
अरुचौ च विशेषेण रसस्तस्योपदिश्यते ॥ १५१ ॥ 
विजोरा निस्वू-लघु, ove, अभिदीपकर तथा हृद्य होता है 
तथा उसकी त्वचा ( छिलका )-तिक्त, पचने में भारी एवं 
वात, कुमि और कफ को नष्ट करती हे। उसका गृदा-मधुर, 
शीतळ, पचने में भारी, fea, वात तथा पित्त का शामक, 
चुद्विवद्धैक तथा शूळ, चात, वमन, कफ और रुचि का 
नाशक हे | उसका केसर-पाचकासिदीपम, रघु, संग्राही तथा 
गुल्म और अर्श का नाशक हे | उसका रस-शूछ, अपचन, 
विवन्ध, अभिमान्य, कफ तथा वात के रोग एवं अरोचक में 
विशेष रूप से प्रयुक्त होता हे ॥ १४९-१११ ॥ - 
पित्तानिलकरं बालं पित्तलं वद्धकेसरम्‌ | 
हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कवायाचुरसं स्वादु वातन्न बृंहणं शुरु | 
पित्ताविरोधि सम्पक्कमाम्रं शुक्रविवद्धेनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
आश्रयुण--वाळ अर्थात्‌ कच्चा आम्रफल जिसमें geet न 
पडी हो-पित्त तथा वायु को पदा करता हे । वद्धकेसर अर्थात्‌ 
जिसमें geet हो गई हो-पित्त उत्पन्न करता हे । पका हुआ 
भम्रफळ-हद्य, वर्णकारक, इचिवद्धक तथा रक्त, मांस और 
“चल को चढाने वाला, अनुरस में कषाय, रस में मधुर, वात- 
नाशक, वलवर्द्धक, पचने सें भारी, पित्त का विरोध ( विशेष 
ada) न करने चाळा तथा Bares होता हे १ 
वृंहणं wat ल्यं गुरु विष्टभ्य जीर्येते | 
आम्रातकफलं वृष्यं AAS शलेष्मवद्धनम्‌ ॥ १५४॥ 
त्रिदोपतिष्टम्भकरं लकुचं शुक्रनाशनम्‌ | 
अम्लं तृष्णापहं रुच्यं पित्तकृत्‌ करमदेकपू ॥ १५ ॥ 
वातपित्तहरं वृष्यं प्रियालं गुरु शीतलम्‌ | 
हृं स्वादु कपायाम्लं भव्यमास्यविशोघनम्‌ ॥१६॥ 
पित्तश्लेष्महरं ग्राहि गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ | 
पारावतं समधुरं रुच्यमत्यम्रिवातनुत्‌ | १५७॥ 
गरदोपहरं नीपं प्राचीनामलकं तथा | 
वातापहं तिन्तिडीकमामं पिन्तबलासकृत्‌ ॥ १५८ ॥ 
आह्युष्णं दीपनं रुच्यं सम्पर्क कफवातनुत्‌ | 
तस्मादल्पान्तरशुणं कोशाम्रफलसुच्यते ॥ १५९॥ 
अम्लीकायाः फलं पक्कं तदद्वेदि तु केवलम्‌ | 
अम्लं समधुरं ह॒य॑ विशदं सक्तरोचनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
वातन्नं दुजर A नारङ्गस्य फलं गुरु | 
तृष्णा्ूलकफोत््लेशच्छदिश्वासनिवारणम्‌ ॥ १६१ ।। 
वातश्लेष्म्विबन्धन्न॑ जम्बीरं शुरु पित्तक़्त्‌ | 
ऐरावतं दन्तशठमम्लं शोणितपित्तकृत्‌ ॥ १६२॥ 


आाञ्रातक फल (अग्वाडा)--घंहण, मधुर, चलवर्द्धक, पचने 
में भारी, आंतों में विष्टम्भ ( वायु, तोद शूळ ) हो कर पचने 
वाला तथा दृष्य, स्निग्ध और ans होता हे। लकुच 
फळ ( dees )-त्रिदोपजनक, विष्टम्भकारक और चीर्यनाशक 
होता है। करोंदा-अम्ल, तृपानाशर, रुचिवर्दक और पित्त- 
कारक होता है | पियाळ ( चिरोंजीफळ )-वात तथा पित्त का 
नाशक, वृष्य, पचने में भारी तथा शीतल होता है। भव्य 
( कमरख )--हृदय के लिये हितकर, मधुर, कपाय, अर्ल, 
मुख का शोधक, पित्त तथा कफ का नाइक, दस्त वांधने 
चाळा, पचने में भारी, वि्म्भकारक और शीतळ होता है। 
पारावत-मधुर, रुचिकारक तथा अत्यप्नि (भरमक रोग ) तथा 
चात का नाशक होता हे । नीप (wars ) फल-कृत्रिमविष का 
नाशक होता हे तथा पानी आंवला भी इसी के समान गुण 
कारक होता है। तिन्तिडी का कचा फळ-वातनाशक, पित्त 
तथा कफ को करने वाला होता है तथा पका हुआ-ग्राही, उप्ण- 
dt, दीपन तथा रुचिवरद्क होता हे कफ और घात को 
न्ट करता है। कोशाम्रफल-हससे कुछ कम गुणों वाळा होता 
है। अम्लीका ( इमली ) का पका हुआ फल-गुणो में तिन्तिडी- 
फळ के समान ही होता है परन्तु भेदक ( दस्तावर ) होता है । 
नारड्रफल ( सन्तरा )-अग्छ, मधुर, हृद्य, विशद, भोजन मैं 
रुचि बढाने चाळा, वातनादाऊ, दुर्जर और भारी होता है । 
seit ( नीवू )-तृपा, शूळ, कफ, जी मिचलाना, वमन, 
श्वास, चात, कफ और मलविबन्ध को नए करने वाला, पचने 
में भारी तथा पित्तजनक होता हे । ऐरावत तथा दन्तशठ 
(गोदडा नीबू )-खट्टा तथा रक्तपित्तजनक होता हे ॥१५४-१६२॥ 

विमर्श'--इन दाडिमादि वर्ग के फलों में साइट्रिक, टाट- 
रिक, सेलिक, आक्जेलिक भग्लों के होने से खट्टापन तथा 
टेनिन, गेलिन आदि अग्ला के होने से कसेलापन होता है। 
इन फलों में विटामिन dio खास होता हे । जो कि स्कर्वी रोग 
का प्रतिवन्धक है। ये फल भोजन को पचातेहें। इनका 
सेवन अत्यावश्यक है । वि 


क्ीखृक्तफलजाम्बवराजादनतोदनशीतफलतिन्दुक- 
बकुलधन्बनाश्‍्मन्तकाः्धकर्णफल्गुपरूपकगाद रुकी पुष्कर - 
वर्तिबिल्बविम्बीप्रश्वतीनि ॥ १६३ ॥ 
कपायरसाधिक्य वाले फर-जैसे न्यग्रोध, उदुम्बर, 
पीपल, पाखर और वेतस इन dived? के फळ तथा जामुन, 
राजादन (खिरणी), तोदन, शीतफल, तिन्दुक, बकुल 
( मौळसिरी ), धामन, अश्मन्तक, अश्वकर्ण, फल्गु (अञ्जीर), 
फालसा, गंगोठ ( नागवला), पुष्करवर्ति, विल्व, fret 
प्रभृति हें ॥ १६३ ॥ 
फलान्येतानि शीतानि कफपित्तह्राणि च | 
सङ्प्राहकाणि रूक्षाणि कषायमधुराणि च ॥ १६४॥ 
उक्त न्य्रोधादि के फल-शीतळ, कफपित्तनाशक, आही, 
सक्ष, कषाय और मधुर होते हैं ॥ १६४॥ 
चीरवृक्तषफलं तेषां शुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ | 
कषायं मधुरं साम्लं नातिमारुतकोपनम्‌ ॥ १६५॥ 


अत्यर्थ वातलं माहि जाम्बवं कफपित्तजित्‌ | 


२०० 


सुश्रतसंहिता । 


I 


Rand सादु कपायं च राजादनफलं गुरु ॥ १६६ ॥ 

कपायं मधुर रूक्षं तोदनं कफवातजित्‌ | ie 

अम्लोप्ण लघु सङग्रादि Rant पित्ताभिवद्धेनम्‌ १६७ 

आमं कपाये सदप्राहि तिन्दुकं वातकोपनम्‌ | 

विपाके गुरु सम्पर्क मधुरं कफपित्तजित्‌ ॥ १६८ ॥ 

मधुरं च कपायं च स्निग्धं सड्य़ाहि बाकुलम | 

Rater च दन्तानां विशदं फलमुच्यते ॥ १६६॥ 

सकपायं हिमं स्वाडु धान्वनं कफब्रातजित्‌ | 

तद्वद्‌ गाङ्गेरकं विद्यादश्मन्तकफलानि च ॥ १७० ॥ 

चीरी salt फल-गुरु, विष्टम्मकारक, शीतर, कपाय, 

मधुर तथा अम्ल होते हैं तथा चायु का अधिक प्रकोप नहीं 


करते हैं । जासुनतफर-अत्यन्त चातकारक, दस्त को चांधने 


चाळा तथा कफ और पित्त को नष्ट करता है । राजादुन 
( खिरी ) का फल-स्निग्ध, मधुर, कपाय और भारी होता 
है। तोदनफछ-कपाय, मधुर, CY, कफवातशामक, oe, 
उप्ण, लघु, ग्राही, स्निग्ध, पित्तजनक तथा अझ्निव्डक है। 
कच्चा तिन्दुकफळ-कसेळा, आही तथा वातप्रकोपक होता हे 
और पका हुआ~विपाक में शुरु, मधुर, कफ तथा पित्त का नाशक 
होता है। wee का फळ-मधुर, कपाय, स्निग्ध, संग्राही, 
दांतों को es करने चाळा तथा विशद होता हे ! धामन फर- 
कपाय, शीत, सधुर तथा कफ शौर पित्त का नाशऊ होता है । 
धामन फळ के गुणानुरूप ही गागेस्क तथा अश्मन्तक फ्लो के 
TN जानो ॥ १६७-१७० 0 
विमर्श--भारत सें प्राचीन काळ से जामुन की गुठळी का 
प्रयोग मधुमेह तथा AAA में करते द । वर्तमान विज्ञान ने 
जामुन के बीज में जम्बूळाइन (००0010) नामक एक 
ग्लकोसाइड प्राप्त किया दै जो कि मधुमेह सें शर्करा तथा मूत्र 
राशिं को कम करता है। अव डाक्टर भी जामुन की geet 
का सच्च मधुमेह में तथा विल्व इक्सट्रेट का अतिसार में 
प्रयोग करने छग गये हैं । 
विष्टन्मि मधुरं fant फल्गुजं तपेणं गुरु । 
अत्यम्लमीपन्मघुरं कपायानुरसं लघु ॥ १७१ ॥ 
वातघ्नं पित्तजननमामं विद्यात्‌ परूषकपू | 
तदेव पक्कं मधुरं वातपित्तनिवहेणम्‌ ॥ १७२ ॥ 
विपाके मधुरं शीतं रकतपित्तप्रसादनम्‌ | 
पौष्करं स्वादु विष्टम्भि बल्यं कफकरं गुरु॥ १७३ ॥ 
फल्यु ( अंजीर ) फल-विष्टम्भकारक, मधुर, स्निग्ध, तृसि- 
कर तथा पचने में भारी होता हे । कच्चा परूपक ( फाल्सा )- 
अत्यन्त Sz, SF मीठा, अनुरस में कपाय, पचने में हलका, 
वातनाशक तथा पित्तजनक होता है। वही फालसा पक 
जाने पर-मधुर, वातपित्तनाशक, विपाक में मधुर, शीतळ 
तथा रक्तपित्तप्रसादक होता है। पौष्कर (are में होने 
चाले सिंघाडे या कमळ के फळ )-रस में मधुर, Renters, 
TAGE, कफकारक और गुरु होते हैं ॥ १७१-५७३ ॥ 
कफानिलहरं तीचणं स्निग्धं सल्झाहि दीपनम्‌ | 
कडुतिक्तकपायोष्मं थालं विल्वञुदाहृतम्‌ ॥ १७४ ॥ 


बिद्यात्त तदेव सम्पर्क ATG गुरु | 
विदाहि विष्टम्भकरं दोपकृत पूतिमारुतम ॥ १७५ 1 
कच्चा विश्व फल-कफ और वात का नाइक, तीचण, खिग्ध, 
dma, असिदीपक, कट्‌, तिक्त और कपाय तथा उव्ण होता 
है किन्तु चहो पक जाने पर-अनुरस में मधुर, पचने में भारी, 
विदाहजनक, विष्टम्मकारक, दोपजनक तथा दुर्गन्धित चायु 
पेदा करता है ॥ १७९-१७१॥ 
बिम्बीफलं साश्चकर्ण aera कफपित्तजित्‌ | 
तृडदाहज्वरपित्तासककासशखासक्षयापहम्‌ ॥ १७६ ॥ 
विस्त्रीफळ ( gas) तथा अश्वकर्ण-दुग्धवर्द्॑क, कफ भोर 
पित्त को नष्ट करने चाले तथा तृषा, दाह, ज्वर, रक्तपित्त, कास, 
खास और घय को नष्ट करते ह ॥ १७६॥ 
तालनालिकेरपनसमीचम्रशृतीनि | १७७॥ 
स्वादुपाकरसान्याहुर्वातपित्तहराणि च | 
चलप्रदानि स्निग्वानि इंहणानि हिमानि च ॥ १७८ 
ताळ, नारियल, कटहळ, मोचा ( केला ) लादि फल-रस 
आर विपाक में a, वातपित्तनादाक, चळदायक, स्निग्ध, 
FEN तथा शीतल होते हैं ॥ १७७-१७८ ॥ 
फलं स्वादुरसं तेपां तालजं गुरु पित्तजितू | 
तद्वीजं VISITAS मूत्रलं वातपित्तज्ञित्‌ ॥ १७६ ॥ 
नालिकेरं गुरु Rare frat arg शीतलम्‌ | 
बलमांसम्रईं हृं Jeu बस्तिशोधनम्‌ ॥ १८०॥ 
पनसं सकपायं तु fares स्वादुरसं शुरु | 
सौचं स्त्राहुरसं प्रोक्तं कपायं नातिशीलम्‌ | 
रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं श्लेष्मकरं शुरु ॥ १८१॥ 
इनमें ताळ का फल-मधुर रस वाला, पचने में भारी भौर 
पित्तनाशक होता है। उसका वीज-विपाक में मधुर, सूत्र- 
जनक तथा चात-पित्तनाशक है। नारियल का फल-पचने में 
भारी, स्निग्ध, पित्तनाशक, मधुर, शीतल, वळ और मांस का 
aah, हृद्य, Fen तथा चस्ति ( मूत्राशय ) का शोधक होता 
है। पनस ( कटहळ) फल-कसेंला, स्निग्ध, स्वार रसयुक 
तथा,पचने में भारी होता है। केचछ रस में मधुर और कपाय 
होता है तथा अधिक शीतळ नहीं होता हे at रक्तपित्त 
नाशक, वृष्य, रुचिजनक, कफकारक तथा भारी होता हे ॥ 
विमर्थः--ताल्वर्ग के wet में-स्टार्च, शर्करा अधिक सात्रा 
में तथा अर्पमात्रा में फेट, प्रोटीन एवं aged भी होते हैं। 
नारिकेळ फल क्षय रोग में अमेरिका तथा भारत में मुक्त 
होता है। gen शुर शोततलन्‌ । दाहक्षतक्षयहर रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
(area: )। केले सें-दकरा, फेट, प्रोटीन, चूना, चार, लौह, 
फास्फोरिक एसिड तथा विटासिन ची० और सी० होते हैं। 
अतिसार, प्रवाहिका में Ser सड्झाही पथ्य है । 
MARAT TTT ॥ १८२ ॥ 
रक्तपित्तहराण्याहुरुरूणि मधुराणि च | 
तेषां द्राक्षा सरा स्वर्या मधुरा स्निग्धशीतला ॥ १८३॥ 
रक्तपित्तज्वरश्‍वासतृष्णादाद्दक्षयापहा । 
हृद्यं मूत्रविवन्धध्न॑ पित्तार ग्वातनाशनम्‌ 


ना 


अध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


२०१ 


केश्यं रसायनं मेध्यं काश्मय फलमुच्यते ॥ १८४॥ 

TATE Se शीतलं THT शुरु | 

रसे पाके च मधुरं खाजूरं रक्तपित्तनुत्‌ ॥ १८५ ॥ 

बंहणीयमह्ृद्यं च मधूककुसुमं गुरु | 

वातपित्तोपशमनं फलं तस्योपदिश्यते ॥ १८६ tl 

द्राक्षा, गम्भारी, खजूर, AA के पुष्प तथा फल way 

रक्तपित्तनाराक, शुरु और सधुर होते हैं। इनमें से द्वाक्षा- 
दस्तावर, स्वर को चढ़ाने वाळी, मधुर, स्निग्ध, शीतळ हे तथा 
रक्तपित्त, ज्वर, खास, तृष्णा, दाह तथा क्षय को नए करती 
है। गम्भारी फल-हृच, सूत्रावरोधनादाक, रक्तपित्त और 
वातरोग का नाशक, Sat के लिये हितकारी, रसायन तथा 
वुद्धिवद्वैक होता है। खजूर (Gent तथा पिण्डजजूर)-चत और 
क्षय का नाशक, हृद्य, शीतळ, तृप्तिकारक, शुर तथा रस और 
विपाक में मधुर होता है । महुवे के पुष्प-नो क्रि सूखने पर 
सुनके से ( फलोपम ) हो जाते हैं-वलूवरद्धक होते हैं एव हृदय 
के लिये अदितकारी और पचने सें भारी होते हैं तथा महुवे के 
फळ-वात और पित्त के शासक होते हैं ॥ १८२-१८६॥ 


वातामाक्तोडामिषुकनिचुलपिचुनिक्रो चको रु साणप्र- 
भ्रतीनि॥ १८७॥ 


बादाम, अखरोट, अभिषुक ( काजू ), निचुळ (चिळगोजा), 
पिचु, निकोचक ( पिस्ता), उरुमाण ( नासपाती ) प्रग्ठति 
शुष्क सेवे वर्ग के फल हैं ॥ १८७॥ 
पित्तश्लेष्महराण्याहुः स्निग्धोष्णानि शुरूणि च | 
बंहुणान्यनिलन्नानि बल्यानि मधुराणि च ॥ १८५॥ 


ये सेवे-पित्त और कफ के नाशक, स्निग्ध, उप्ण, गुरु, चूंहण, 
वातनाशक, TASH तथा मधुर होते हैं ॥ १८८॥ 
विमशः--इन मेवा सें १५-२० प्रतिशत प्रोटीन, ९०-६० 
Bz, ९-१२ प्रतिशत कार्वोहाईड्रेट, ३-५ प्रतिशत सेल्यूलोज, 
१ प्रतिशत खनिजक्षार तथा ४-५ प्रतिशत जलीयांदा होता 
है। इनमें कार्वोहाइड्रेट कम होने से मधुमेही के लिये हितकारी 
तथा फेट और प्रोटीन अधिक होने से मांसवद्‌ इंहण हैं । 
कपायै कफपित्तन्न॑ किञ्चित्तिक्तं रुचिप्रदम्‌ | 
हृद्य सुगन्धि विशदं लवलीफलसुच्यते tl १८६ || 
वसिरं शीतपाक्यं च सारुष्करनिबन्धनम्‌ | 
विष्टम्मि get रुक्तं शीतलं वातकोपनम्‌ | 
विपाके मधुरं चापि रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ १९०॥ 
हरफा रेवडी के फल-कषाय, कफपित्तनादाक, कुछ तिक्त, 
रुचिदायक, हय, सुगन्धयुक्त और विशद्‌- होते है। वसिर 
( सूयंभक्ता) के फळ, शीतपाक्य (बला के फळ) और 
अरुप्कर ( भद्दातक फल) या उसका निवन्धन (dae )- 
विष्टस्सजनक, पचने में कठिन, ay, शीतळ, वातमरकोपक, 
विपाक में मधुर तथा रक्तपित्तशामक होते हें॥ १८९-१९० ॥ 
विमर्शः--लवलीफलपरिचयः-पनर्निग्धा हरिताशुपुप्र्नाट- 
सइकछदा | चुगन्मिमूला लवली पाण्डुफोमल्मल्कळा ॥ 
२६ go 


शीतं कषायं मधुर टङ्क मारुतकृदूः शुरु | 
खिग्घोष्णं तिक्तमधुरं वातर्लेष्मन्नमैङ्खदम्‌ |! १६१॥ 
शमीफलं शुरु स्वादु रूक्षोष्णं केशनाशनम्‌ | 
गुरु श्लेष्मातकफलं कफक्नन्मघुरं दिमम्‌॥ १६२॥ 
करीराक्तिकपीळूनि तृणशून्यफलानि च | ही 
स्वादुतिक्तकट्ष्णानि कफवातहराणि च १६३॥ 
तिक्तं पित्तकरं तेषां सरं कडुविपाकि च | 
तीच्णोष्णं कटुकं पीलु सस्नेहं कफवातजित्‌ ॥ १६४ ॥ 
ze ( नीलकपित्थ )--शीतळ, कषाय, मधुर, वातवर्द्धक 
और भारी होता है। इड्डुदीफछ-स्निग्ध, उष्ण, He, मधुर 
वातकफ-नाशक होता है । दामी का फळ-भारी, मधुर, Se, 
उष्ण तथा केशनाशक होता है। छिसोड़ा फल-भारी, कफ- 
कारक, मधुर और शीतळ है। करीर, आत्तिक, पीळ और 
तृणशून्य ( मल्लिका ) के फल-मधुर, तिक्त, कडु, उष्ण तथा 
कफ और वात के नाइक होते हैं। उनमें से पीलुफल-रस में 
कटु, पित्तननक, दस्तावर, विपाक में कड, तीचण, उप्ण,रख , 
सें कह, स्नेहांशयुक्त तथा कफ और वात के नाशक होते हैं ॥ 
आरुष्करं तौवरकं कषायं कटुपाकि च ॥ १६५॥ 
उष्णं क्रिमिज्चरानाहमेहोदावर्त्तनाशनमू | 
कुष्ठगुल्मोदराशॉन्न कटुपाकि तथैव च ॥ १६६ ॥ 
करञ्जकिंशुकारिष्टफलं जन्तुप्रमेहनुत.। 
अङ्कोलस्य फलं Pret गुरशलेष्महरं हिमम्‌ ।। १६७॥ 
STU कटुकं पाके लघु वातकफापहम्‌ | 
तिक्तमीषद्विषहितं free ऊमिनाशनम्‌ ॥ १६८॥ 
dace फळ--आरप्कर ( न्णकारक ), कषाय, विपाक 
में कहु, उष्णवीर्यं तथा कृमि, ज्वर, आनाइ, असेह तथा 
उदावत का नाशक होता है | करअ, ढाक (पळास) और नीम 
के फल-कुमि, प्रमेह, कष्ट, गुल्म, उद्र तथा अशे के नाशक 
एवं विपाक में कड होते हैं। वायबिडज्ञ-रूक, उप्ण, विपाक 
में कहु, पचने में हळकी, वात तथा कफ की शामक, कुछ तिक्त, 
विषज रोगों में हितकारी तथा कृमिनाशक होती है ॥१९१-३९८॥ 
विमर्शः--तुवरक का विशेष प्रयोग कुष्ठ में, पळाशवीओों 
का गोळक्कमि (Round worm ) तथा विडङ्ग का प्रयोग चपटे 
aftr (Tope worm) में आयुर्वेद तथा डाक्टरी दोनों 
में करते हैं । 
ब्रण्यमुष्ण सरं Bed दोषज्ञं शोफकुछलुत्‌ | 
कषायं दीपनं चाम्लं चक्लुष्यं चाभयाफलम्‌ || १९६॥ 
सेदनं लघु रूक्षोष्ण वैस्व्यक्रिमिनाशनम्‌ | 
चक्ुषयंस्वादुपाक्यात्तं कषायं कफपित्तजित्‌ ॥२००॥ 
अभया (RS) फळ pe ps = pas 
मेघाहितकर, दोषनाशक, ‘शोफ और कुछ का नाशक, कपाय, 
अञ्चिदीपक, अम्ल तथा नेत्रो के लिये हितकारी है। आक 
(वहेड़ा का) फळ-व॒स्तावर, लघू, ST, उप ५ स्वर को विकृत 
करने वाळा, कृमिनाशक, नेत्रहितकारी, विपाक सें मधुर, 
कघाय पुवं कफ तथा पित्त को नष्ट करता हे ॥ १९९-२०० ॥ 


QoQ 
कफपित्तहरं Sa वकत्रकलेदमलापहम | 
कषायमीपन्मधुर॑ किञ्चित्‌ पूगफलं सरम्‌ ॥ २०१॥ 
जातीकोशो$थ कपूर जातीकडुकयोः फलम्‌ | 
कक्कोलकं लवङ्गं च तिक्तं कडू कफापहम्‌ ॥ २०२ ॥ 
लघु ठृष्णापहँ वक्त्रक्लेददीर्गन्ध्यनाशनम्‌ | 
सतिक्तः सुरभिः शीतः कर्पूरो लघु-लेखनः ॥ २०३॥ 
5 चेरस्ये 
तृष्णायां मुखशोपे च घेरस्ये चापि पूजितः | 
लताकस्तूरिका तदच्छीता वस्तिविशोधनी ॥ २०४ ॥ 
पूगफळ (सुपारी)--कफ और पित्त का नाशक, रुच, सुख 
का क्लेद तथा मळ का नाशक, रस में कपाय तथा कुछ मधुर 
और दुस्तावर होता दै । जातीकोश ( जावित्री ), कर्पूर, जाय- 
फळ, ऊताकस्तूरी फळ, कक्कोळक ( वयूवेव आफिसिनेलिसू ) 
तथा छवङ्ग-ये तिक ( कडवे ), कहु ( चरपरे ), कफनाशक, 
पचने में रघु, तृपानाशक, मुख की Ream तथा दुर्गन्ध को 
नष्ट करनेवाले हैं । इनमें कर्पूर-कडवा, सुगन्धि, शीतळ, लघु 
, तथा लेखन होता दे तथा gar, सुख की खुश्की एवं अरुचि में 
लाभकारी है । इसी प्रकार ळताकस्तूरी-ऋर्पूर के समान गुण- 
कारी तथा शीतळ एवं वस्तिश्ञोधक होती हे ॥ २०१-२०४॥ 
प्रियालमजा age goa: पित्तानिलापहः | 
ACH: कफसारुतनाशनः ॥ २०५ || 
कषायमधुरो सञ्जा कोलानां पित्तनाशनः | 
तृष्णाच्छद्येनिलन्नश्च तदहददामलकत्य च ॥ २०६ || 
वीजपूरकशम्याकमजा WMATA: | 
स्वादुपाको5मिवलकृत्‌ Rava: पित्तानिलापहः | 
यस्य यस्य फलस्येह वीर्य भवति याहशम्‌ | 
तस्य तरय वीर्यण मज्जानमपि निर्दिशित्‌ | २०८॥ 
प्रियालमजा ( चिरौज्ी )-मधुर, geq तथा वातपित्त- 
नाशक होती है। चहेढे फळ की मजा-मदृकारक तथा चात- 
कफनाशक होती है । कोळ ( वदरी फल) की मजा-कपाय, 
मधुर, पित्तनाशक, दुपाशामक, वसननाशक तथा चातहुर 
होती है।यांचळे के फळ की मजा भी कोळमजा के समान गुण 
चाळी होती है | वीजपूर तथा शम्याक ( अमळतासफळी ) 
की मजा तथा कोशात्र मजा-विपाऊ सें मधुर, पाचकाप्ति 
तथा वकी वधक, स्निग्ध एवं पित्त तथा वात की नाशक होती 
है। जिल जिस फल का जेसा जैसा वीर्य होता हे उसी के 
अनुरूप उसकी मजा को भी जानो ॥ २०५-२०८॥ 


फलेषु Woe यदू शुणव तदुदाहृतम्‌ | 
बिल्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्धि गुणोत्तरम्‌ | 
आद्युणां दीपनं तद्धि कषायकटुतिक्तकम्‌ ॥ २०६ || 
व्याधितं कसिजुष्ट॑ च पाकातीतमकालजम्‌ 
वजनीयं फलं सर्वमपर्यागतमेव च ॥ २१०] 

इति फलवर्गः | 


चिल्वफळ को छोड़ कर अन्य सव फ्लो में पढे हुये 
भशस्त शुणयक्त होते हैं किन्तु विए्वफ़ल कचा ही गुण बता 


सुश्रुतस॑हिता | 


re क्क्लक 
TO ORO 


होता है। कच्चा विएवफछ-कव्ज ( विचन्ध ) करने वाळा, 
उप्ण, दीपन, कपाय, कटु और तिक रस युक्त होता दे) जो 
फळ रोगयुक्त, कृमिव्याप्त, अधिक पका (सडा गळा) हुआ, 
विना मौसम के लगा हुआ और विना पका हुआ हो ऐसे सवं 
प्रकार के फलों को त्याग देना चाहिये ॥ २०९-११० ॥ 
विमर्श!-वर्जितफलानि-छिमानिलोण्णदुर्वात ्यालछालादि- 
दूषितम्‌ । जन्तुजुष्ट जळे म्नमभूमिजमनार्चत्रम्‌ ॥ ( वागभटः ) । 


अथ शाकवर्गः | 
शाकान्यत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः | तत्र पुष्पफलालावुका- 
लिन्दकप्रश्नतीनि ॥ २११॥ 
अव इसके अनन्तर विविध प्रकार की शार्का का वर्णन 
करते हैं। उनमें पुप्पफळ (कोहड़ा), अळाइ (लौकी या 
तुम्बी ), काळिन्दक ( तरवूजञ ) प्रगति का are ॥ २११॥ 


पित्तन्नान्यनिलं gaat मन्दकफानि च | 
सष्टमूत्रपुरीपाणि स्वादुपाकरसानि च॥ २१२ ॥ 
उक्त शाऊ-पित्तनाशक, वातकारक, fears, 
मूत्र और मळ को पैदा करने वाली तथा रस और विपाक में 
मधुर होती हे ॥ २१२ ॥ 
पित्तन्न॑ तेपु कूष्माणडं बालं सध्यं कफावहम्‌ | 
शुक्लं लघूष्णं सतारं दीपनं वस्तिशोघनम्‌ ॥ २१३॥ 
सरवेदोपहरं हृद्यं पथ्यं चेतोविकारिणाम्‌ | 
दृष्टिशुक्र्तयकरं कालिन्दं कफवातक्कत्‌ ॥ २१४ Ul 
अलावुर्मिन्नविदका तु रूत्ता गुव्येतिशीतला | 
तिक्तालाबुरहया तु वामिनी वातपित्तजित्‌ ॥ २१५ ॥ 
इनमें कच्चा कृप्माण्ड-पिचनाशक, मध्य ( अधपका ) 
कृष्माण्ड-कफकारक तथा BIS या पका हुआ कूष्माण्ड-पचने 
में हळका, उप्ण, क्षारयुक्त, अग्निदीपक तथा वस्ति का शोधक 


( सूत्र ) होता है एवं सर्व दोषों का नाहक, हृद्य के लिये 
हितकारी तथा चित्त के विकार ( मानस रोग जेसे उन्माद, 
अपस्मार, संन्यास, मूच्छा ) वालों के लिये परम पथ्य है। 
काछिन्द्‌ ( तरवूज )-इष्टि तथा शुक्र का नाइक एवं वात 

और कफ का “जनक है। अळाइु-दस्तावर, रूक्ष, पचने में 
भारी तथा अधिक शीतळ होती है । कढवी तुम्वी-हृदय के 
लिये अहितकर, वमनकारक तथा वात और पित्त को नष्ट 
करती दै ॥ २१३-२१५ ॥ 


्पुसेर्वारक्का रकशी्णबुन्तभ्रशृतीनि ॥ २१६ ॥ 
aga ( खीरा ), tates ( ककड़ी ), wales ( ककड़ी 

सेद्‌ ), शीर्णबुन्त safe भी फलशाक हैं ॥ २१६ ॥ 

स्वादुतिक्तरसान्याहुः कफवातकराणि च | 

सष्टमूत्रपुरीपाणि रक्तपित्तहराणि च ॥ २१७॥ 

वालं सुनीलं त्रपुसं तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌ | 

तत्पाण्डुकफक्नज्जीणेमम्लं वातकफापहम्‌ ॥ २१५॥ 

एर्वारुकं सककाँरु सम्पर्क कफवातकृत्‌ | 

MAL मधुरं रुच्यं दीपनं नातिपित्तलम्‌ २१६ ॥ 


TIPE ४५ ] 


सृत्स्थानम्‌ | 


२०३ 


सचारं मधुरं चेव शीणंवुन्तं कफापहम्‌ | 
भेदनं दीपनं हृ्यमानाह्दा्ठीललुल्लघु ॥ २२० ॥ 
ये फलशाक-स्वादु, तिक्त (कडवे), कफ तथा वात के जनक 
मृत्र और भळको उत्पन्न या प्रवर्तित करने वाळे तथा रक्तपित्त- 
नाशक होते हैं । इनमें कच्ची नीली ककड़ी-पिचनाशक होती है 
तथा ठीक तरह से पकी हुई श्वेत ककडी-कफ करने वाली 
तथा अधिक पकी हुई ( जीर्ण )-खट्टी होती है तथा वात और 
कफ को नष्ट करती है! gales तथा wate अधिक पकने पर- 
कफ और चात को करती हैं तथा Grae, मधुर, रुचिवर्द्धक, 
अग्निदीपक और अधिक पित्तवर्दैक नहीं होती हैं। शीर्णबून्त 
( ककडी )--क्षारयुक्त, मधुर, कफनाशक, दस्तावर, अग्नि- 
दीपक, हय एवं अफारा तथा अष्टीला वृद्धि ( Enlargement 
of Prostate ) को नष्ट करती है तथा पचने में we होती है ॥ 


पिप्पलीमरिचश्ृन्न वेरद्रेकहिङ्गुजीरकङुस्तुम्चुसज- 
म्वीरसुमुखसुरसाजंकभूस्तृणसुगन्धककासमदेककालमा- 
लकुठेरकक्षवकखरपुष्पशिम्रुमधुशिग्रफणिज्मकसर्पपरा- 
जिकाकुलाहलावगुत्थगण्डीरतिलपणणिकावर्षा भूचित्रक- 
मूलकलशुनपलार्खुकलायप्रभ्रतीनि ॥ २२१ ॥ 
पिप्पली, afta, dis, अद्रख, हींग, जीरा, Fea 
( धनियां ), जम्बीरी नीवू, सुमुख ( वन तुलसी ), सुरसा 
(तुलसी ), अर्जक (तुलसी भेद), भूस्तृण (रोहिप ), 
सुगन्धक ( गन्धतृण ), कसोदी, काळमाळ ( काळी तुलसी ), 
कुठेरक ( तुलसी भेद), was (नकछिकनी ), खरपुष्प 
( मरुवक ), सहजना, छालसहजना, फणिज्झक ( सरुआ ), 
सरसों, राई, Bees, wage ( लाल चिरमू ), गण्डीर 
( सूरण ), तिलपर्णिका (are चन्दन था चोरक ), पुननंवा, 
चीता, मूली, रूहसुन, प्याज और कलाय ( भरर) ये सब 
शाक वनाने को तथा इनमें aga से ( धनियां, जीरा, हींग 
* आदि) दव्य शाकों के संस्कार (छोंकने) के काम में आते हें ॥ 
कटून्युष्णानि रुच्यानि वातश्लेष्मह्राणि च | 
कृतान्नेपूपयुञ्यन्ते संस्कारार्थमनेकधा ॥ २२२॥ 
ये पिप्पदयादि द्वब्य-रस में ag, उप्णप्रकृतिक, रुचि- 
aes, वात तथा कफ को नष्ट करने वाले होते हैं तथा इनमें 
से कई eat का कृताच अर्थात्‌ दाक या अन्य अन्न के खाद्य 
पेय पदार्थ चनाने में संस्कार करने के fet (मसाले फे 
रूप में ) प्रयुक्त होते हैं ॥ २२२॥ 
तेपां गुर्ची स्वादुशीता पिप्पल्याद्रां कफाबहा | 
शुष्का कफानिलल्नी सा वृष्या पित्ताविरोधिनी २२३ 
स्वादुपाक्याद्रेमरिचं शुरु शलेष्मप्रसेकि च | 
कटूष्णं लघु तच्छुष्कमवृष्ये कफवातजित्‌ ॥ २२४ ॥ 
नात्युष्णं नातिशीतं च घीयेतो मरिचं सितम्‌ | 
शुणवन्मरिचेभ्यश्च 'चक्षुष्यं च विशेषतः ॥ २२५॥ 
anit कफवातन्न विपाके मधुरं कडु | 
बृप्योष्णं रोचनं get सस्नेहं लघु दीपनम्‌ ॥ २२६॥ 
कफानिलहरं स्वर्यं विबन्धानाहशूलनुत्‌ | 


कहूष्णं रोचनं Sel वृष्यं Tass स्मृतम्‌ 1 २२७॥ 

लघूष्णं पाचनं eee दीपनं कफवातजित्‌ । 

कटु fant सरं तीदणं शूलाजीणेविबन्धनुत्‌ 1२२८) 

तीच्णोषणं कटुकं पाके रुच्यं पित्तास्निवद्धेनम्‌ । 

कटु श्लेष्मानिलहरं गन्धाढ्यं जीरकद्वयम्‌ ॥ २२६ ॥ 

कारवी करवी तहद्विज्ञेया सोपकुव्विका | 

भदयव्यज्ञनभोज्ये पु विविघेष्ववचारिता । २३० ॥ 

आर्द्रा कुस्तुम्बरी कुर्यात्‌ स्वाहुसौगन्ध्यह्ृद्यताम्‌ | 

सा शुष्का मधुरा पाके खिग्धा तृडदाहनाशनी | 

दोपन्नी कटुका Raq तिक्ता ख्रोतोविशोधनी॥२३१॥ 

इनमे गीली पिप्पली-पचने में भारी, रस में मधुर, प्ीत- 

वीर्य तथा कफवर्द्धध होती है । सूखी पीपल-कफ और वात 
को नए करने चाळी, वुष्य तथा पित्त की अविरोधिनी होती 
है। गीली काळी मरिच-विपाक में मधुर, युरुतथा कफ का 
स्राव कराने वाळी होती हे। सूखी काळी मरिच-कऋटु, उप्ण, 
लघु, अदृष्य तथा कफ और वात को नए करती हे । श्रेत 
मरिच ( सहजन के वीज )-वीर्य में न तो अधिक उष्ण होती 
है तथा न शीत एवं अन्य मरिचा की अपेक्षा अधिक शुण- 
कारी एवं नेत्रो के लिये हितकारी होती है । शुण्ठी-कफ तथा 
वात को नष्ट करने वाळी, विपाक में मधुर, कड, वृष्य, उप्ण, 
रुचिकारक, हृद्य, aca, छघु तथा पाचकाझिदीपक होती 
हे । अद्रख-कफ और वात का नाशक, स्वर के लिये हितकारी 
तथा fara, आफरा और उद्रशूछ को नष्ट करता है एवं 
कटु, उप्ण, रोचक, हृद्य तथा TT होता है। हींग-हरूकी, 
उप्ण, पाचन, दीपन, कफ तथा वात का नाशक, कड, स्निग्ध, 
दुस्तावर तथा तीचण होती हे एवं शूळ, भजीण और विबन्ध 
को नष्ट करती है। शेत तथा काळा ये दोनों जीरे-तीचण, 
su, विपाक में कड, रुचिजनक, पित्तवद्धक, अभिदीपक, 
कडु, वात-कफनाशक, और अच्छी गन्ध से युक्त होते हैं। 
कारची ( सूच्म जीरा) करवी ( सूच्म कृष्ण जीरक ) तथा 
उपङुञ्चिका ( काली जीरी ), या कछोंजी ये तीनों जीरे के 
समान ही गुण वाले होते हे। हरा धनियां-अनेक भकार के 
भच्य-( मोदकादि ), व्यक्षन ( शाकादि ) और भोज्य ( अन्न 
यवागू, दाळ आदि) पदार्था में अनेक अकार से प्रयुक्त 
करने पर उनमें स्वादुता, सुगन्धिता और हृदयप्रियता उत्पन्न 
करता है। वह धनिया सूखने पर विपाक में मधुर तथा 
स्निग्ध, वृपा और दाह को नए करने वाळा, दोषनाशक, कड, 
कुछ तिक्त ( कड़वा ) तथा खोतसों का शोधक होता हवै 


जम्बीरः पाचनस्तीच्णः छसिवातकफापह्‌ः ॥ २६२ ॥ 
सुरभिर्दीपनो रुच्यो सुखबेशद्यकारकः | 
कफानिलविषश्चासकासदौर्गन्ष्यनाशनः ॥ २३३॥ 
पित्तकृत्‌ WAN: सुरसः समुदाहतः | 
तत्त सुमुखो ज्ञेयो विशेषाद्‌ गरनाशनः ॥ २३४॥ 
कफच्ना लघवो रूत्तास्तीच्णोष्णाः पित्तवद्धनाः। 
कहुपाकरसाश्चैव सुरसाजेकभूस्तृणाः ॥ २३५ ॥ 
जस्वीरी नीबू--पाचक, तीचण तथा कृमि चात और कफका 


२०४ 


नाराक, “सुगन्ययुक्त, अभिदीपक, रूचिजनक पुच ge at 
साफ करता है । सुरसा ( तुलसी )-कफ, वात, विप, श्वास, 
कास तथा दुर्गन्व की नाशक, पिचकारक तथा पार्धश्ूकचाशक 
होती दै। सुमुख भी तुळसी के समान ही डे किन्तु विशेषकर 
गर विष को नष्ट करती है। सुरसा, अर्जक तथा भृस्तृण ये- 
कफनाशक पचने में हछके, रू, तीचग, उप्ण, पित्तवद्दंक 
तथा रस और विपाक में कड होते हे ॥ २२२-२३५ ॥ 
- AGG कफवातध्नः पाचनः कएठशोघनः । 
विशेषतः पित्तहरः सतिक्तः कासमदेकः ॥ २३६ It 
कटुः सक्तारमधुरः शिप्नुस्तिक्तो5थ पिच्छिलः | 
agi: सरस्तिक्तः शोफव्नो दीपनः कटुः ॥२३७॥ 
विदाहि बद्धविण्मूत्रं चं तीदणोण्णमेव च | 
त्रिदोषं सार्षपं शाकं गाण्डीरं वेगनाम च ॥ २३८ ॥ 
चित्रकरितलपर्णी च कफशोफहरे लघू | 
' चर्पाभूः कफवातष्नी हिता शोफोदराशंसाम्‌ ॥२३६॥ 


कासमर्द ( कसोंदी )--मधुर, कफ-चातनाशाऊ, पाचक, 
कण्टशोधक, विशेषकर पित्तहारक तथा कडु रसयुक्त होता हे । 
शोसाक्षन--कटठ, शार्‍युक्त, an, fa और पिच्छिळ 
होता है। लाळ सदजन-द्स्ताचर, तिळ, शोफनाशक, अम्नि- 
दीपक और कट दोता दे । सरसों का शाक, गाण्डीर और 
वेगनाम ये-विदाइकारक, मळ तथा सूत्र के अवरोधक, रुचत, 
तीचग उप्ण और ब्रिदोपजनक होते हूँ। चित्रक तथा तिछ- 
` पर्णी-कफ और शोफ को नष्ट करती 21 पचने में हळक्री 
होती है । पुनर्नवा-कफ और वात को नष्ट करती दै तथा झोफ, 
उद्र रोग और अशे रोग में छामदायक होती है ॥२३६-२३९॥ 


। कडुतिक्तरसा हृदया रोचनी वहिदीपनी | 
सबदोपहरा TE कण्ठथा मूलकपोतिका ॥ २४० ॥ 
महत्तदू गुरु विष्टन्भि तीचणमामं जिदोपकृत्‌ | 
` तदेव स्नेहसिद्धं तु पित्तनुत्‌ कफवातजित्‌ ॥ २४१ 1 
त्रिदोषशसन शुष्क विषदोपहरं लघु | 
विष्टन्मि वातलं शाकं शुष्कमन्यत्र मूलकात्‌ ॥ २४२ 
, मूळ कपोतिका (छोटी सूळी)-कह, तिच, हथ, रुचिकारक, 
अञ्निदीपक, सर्वदोषनाशक, VY तथा कण्ठ शुद्ध करती 
है। अप्ति पर नहीं पकाई हुई बढ़ी सूळी-विष्म्भकारक, 
dren और ब्रिदोपननक होती हे । उसी |सूछी को dea 
चूत द्वारा अञ्चि पर पकाने पर पिच को /नष्ट करने वाळी तथा 
कफ जौर वात को नए करती है। सूखी मूली-त्रिदोषशामक, 


~ 


विपदोषनाशक और ल्यु होती है। सूजी के सिवाय अन्य | - 


सब सूले शाक-विश्स्भकारक तथा वातजनक होते हैं ॥ 
पुष्पं च पत्रं च फलं तयै 
' यथोत्तरं ते गुरवः प्रदिष्टाः | 
'' तेषां तु पुष्पं कफपित्तहन्त्‌ 
फलं निहन्यात्‌ कफमारुतौ च ॥ २४३ ॥ 
onal के अथवा मूली के या किसी के भी पुप्प, पत्र औौर 


कछ ये यथोत्तर एक दूसरे से पचने में भारी होते हैं। उनमें 


युश्रुतसंहिता | 


eS TSN ge: 


से पुप्प-कृफ तथा पिच का नाश करते दे और फछ-कफ और 
चात को नष्ट करते दें ॥ २४६॥ 
विमर्शः--यहां पर एप्प, पत्र, फळ ये प्रकरण वश से 
मूळी के ही अहण करना अधिक प्रशस्त है। राजनिवण्ट में 
लिखित मूळक-पुप्पादि शुण ages कए डित न cers कफवात- 
निए! भी यहां इस शोक में मूली के ही पुप्प-पत्नादि के गुणों 
का सङ्केत Et 
स्िग्घोप्णतीच्णः कढुपिच्छिलश्च 
गुरुः सरः स्वादुरसञ्च बल्यः | 
वृष्यश्च मे घास्वरवर्णचक्लु- 
भेम्नास्थिसन्वानकरो रसोनः ॥ २४४॥ 
हृद्रोगजीणेज्यरकुचिशूल- 
विवन्धगुल्मारुचिकासशोफान | 
दुर्नांमकुष्ठानलसादजन्तु- 
समीरणश्वासक्फांश्य हन्ति ॥ २४५॥ 
रसोन (लहसुन )--स्निग्घ, उप्ण, तीचग, कड, पिच्छिल, 
भारी, दस्तावर, रस AAR, चळवर्दक, Ta होता है 
तथा मेघा, स्वर, वर्ण तथा नेत्र के लिये हितकारी और टूटी 
अस्थि का सन्धान करता दे तथा हृद्रोग, जीर्णज्वर, इुचि- 
शूळ, fara, युरम, अरचि, कास, शोफ, अग्री, कुष्ठ, अझि- 
मान्य, oft, चाचरोग, श्वास और कफ के रोगों को नष्ट 
करता हे॥ २४२-१९५ ॥ 
विमश/+--पित्तावृुत तथा wera वात के सिवाय 
अन्य सच चात रोगों में रसोन(१) उत्तम माना गया है । 
पित्तरक्तविनिर्मुक्तसमस्तावरणाइत 1 शुद्धे वा विते वायौ 
न द्र्य ल्युनाद. परम्‌ ॥ ( वाग्भट ) । पाश्चात्य चिहित्सक 
रसोन को टिंचर या सीरप के खूप में श्वास, कास, 
wa तथा gaat आदि फेफडे के विकारों में 
प्रयुक्त करते Et 
नाव्युष्णतीर्योऽनिलहा HEA 
तीक्ष्णो गुरुनांतिकफावहद्य | 
बलावहः पित्तकरोडथ किग्वित्‌ 
पलाए्डुरमिं च बिवद्धेचेत्त ॥ २४६॥ 
स्निग्धो रुचिष्यः स्थिरघातुकत्ता 
वल्योऽथ सेघाकफपुष्टिदश्ध | 
स्वादुगुरु: शोणितपित्तशस्तः 
स पिच्छिल ज्ञीर॒पलाग्डुरुक्तः ॥ २४७॥ 
पछाण्ड ( प्याज )-ज्यादा उप्णचीर्य नहीं होता है। 
वात को नष्ट करता है पुतं कडु, तीचण, गुरु, अधिक कफ नहीं 
करने वाळा, wees, कुछ पित्तकारक भौर अभि को बढ़ाता 


(१) रतोच-एकएसविरहित wat लशुन इत्वर्थः । ददुक्त 
भावप्रकाशे-पत्रमिश्र रसेयुक्त रसेनाम्लेन वर्जित । तत्माद्रसोन 
इत्युक्तो seq झुणबेठिमि" ॥ कडकश्वापि मूलेपु तिक्त पपु 
सस्थितः । नाले कपाय उद्दिष्टो नाठाये लवण स्थत ॥ बीजे तु 
मधुर. प्रोक्ती रसस्तद्युणवेदिमिः 1? 


श्रेष्यूदः ४६ | 


सुत्रस्थाचंम्‌ । 


२०५ 


“का 


21 चीरपला"इु-स्निग्य, रुचिकारक, रख-रक्तादि घातु 
को इट ( स्थिर ) चनाने वाळा, वळूवर्दक, सेधा, कफ ओर 
शरीर-पुटि का जनक, मडुर, शुरु, Tela में ग्रदास्त तथा 
पिच्डिल होता दे tt २४६-२६७ ॥ 

कलायशाक पित्तत्नं कफन्न वावलं गुरु 

Whig चव Aaa सघुर च तत्‌ As ॥ 

मदर का गाक--पित्त-कफनातक, चाठकारक, गुरु, ननु" 

रच में कपाय तथा विपाक में मधुर दे ॥ २४८ ॥ 


चुच्चूयूथिकावरुगीजीवन्तीविम्तीतिकानन्दीमल्ला- 
दकच्छगलान्त्रीइृनादनीपल्चीदाल्मलीरीलुवनस्पतप्रस- 
वशागकवदारकातिदारप्रसुचाच ! २४९ ॥ 
चुच्चू, Tal, Tal ( अवल युलाव ) stared, = 
नन्दी, Tatas, छगलान्त्री ( विधारा ), दक्षादनी (बंदा), 
फञ्जी ( सारंगी ), सेमल, a ( ल्सिडा ), वनस्पविर्वा 
प्रसव अर्थात्‌ कोमल पत्र, जग, wae ( शेत कचनार ), 


इन्द्र 


वपायलादातक्तान 


कपायलाह।तक्तान रकापचहराग च? 
ऋफत्नान्यनिलं Sa: सड्य़ाहीगि लघूनि च 1 २५०1 
ये उच्च चुच्चू-यूयिकादि माऊ--ऋषाय, स्वादु और तिक 


हाता = Gat Taha पिच के नट करता दे एवं कॅफनादाक हू । 
Maas € तथा दस्त को AAS चाळी ओर लघु होती हं ॥ 
लव: पाके च अन्तुन्नः पिच्छिलो त्रणिनां हिवः | 


SUG Areal चुच्चूलेपां त्रिदोषह्य ॥ २५१॥ 
SQ सबंदोपन्नी जीवन्ती सञ्चुदाद्ववा | 
salen दावहरा Gal त्वल्पबला मता 1 
चकारदक्षात्वलादाना कपायाः पल्लवाः स्टता' 
शीताः सङ्ञ्रादिणः शस्ता रक्तपेत्तातेसारिगाम्‌ 1॥२५३॥ 


डुच्वूजञाक-विपाळ मख्ख, कृमिनादाक क; विच्छिछ, 
अणो पुरतो के लिये लानकारी, कषाय, मधुर, दस्त वांघने 
चाळी aa त्रिनोपनागक होती ह। जीवन्ती शाक-नेत्रा 
के लिये हितकारी तया सर्वदोषनांनक हैं 1 tate (वांदा)- 
तथा फञ्जी Wee वळकारक होती इ! 
आदि ga वाले Te तया कमळ सादि के पचे- 
, शीत, सङ्आदी चथा रक्तपित्त जोर अतिसार के 
रोगियों के FR श्रेष्ट ga हं ॥ ३०५-२०३ ॥ 
पुननघाइसुगतर्कायुर्वृकवत्सादचीचिल्तसा कप्रश्रुतीनि । 
साँदी, वरुण, अरणी, sae ( प्रण्ड ), वत्सादनी 
९ fret) तया विल्वश्ञाक इत्यादि n ve ॥ 
Salta स्वाठुतिछानि वातप्रशामनाति च | 
तेष पांचनदं शाक बिशापाच्छाफचाशनम्‌ ॥ 2x Ul 
चे आाळे-डप्य, Wax, तिक्त ( कडवी ) तया वादनादाक 
ड । इनमें छुननंवा का-आकहु-विशेषतया Gears के 
जिवि श्रे ढे ne ॥ 
fied --युनर्नंवा पर वेज्ञानिक अन्वेषण होकर सिद 
हुआ कि इसका बुक पर प्रमाद होने से सूत्र-मदृतति अधिक 


२ 


व्यय ळच 


आळ A atl 
at 


=. 


होकर शारीर में सञ्चित विप नष्ट होते 
हो जाता है। 
तस्डुलीयकापोदिकाउश्चचलाचिल्लीपालडड थावास्तू- 
BATT ॥ २५६ || 
चौलाई, पोईञाक, अश्ववळा (मेथी), चिल्ली (बथुआ मेद), 
पालक, aes ( चथुआ ) अच्ठति नाक होती हैं ॥ २५६ ॥ 
छश्मृत्रपुराधांण सक्षाएमघुरांण च | 
सन्दवादकफान्णगह रकापत्तहराण च UT २५७॥ 
शाक-मृत्र तथा मळ की प्रदत्ति करने वाली, चारयुक्त, 


Haz वात 


मधुर, चात तथा कफ स्वद्प करने वाळी तथा रक्तपित्तनादाक 


हैं । जिससे शोथ भी नष्ट 


AGU रसपाकाभ्यां रक्तपित्तमदापहः | 
तेषां शीवतमो रूचतस्वण्डुलीयो rare: 
स्वादुपाकरसा वृष्या वावपित्तमदापहा | 
उपोदिका सरा न्विग्वा वल्या इलेष्मकरी areal 
कडुबिंपाके ater मेथान्निवलवद्धनः 
सक्षारः सबंदोषन्नो वास्तूकी रोचनः AT Ul २६० ॥ 
चिल्ली वालूकवज्ज्ञेया पालङ्कधा तण्डुलीयतरत्त | 
Wee वद्धविय्मृत्रा Sa पित्तकफे हिता 1 
शाकमाशववलं चं वद्धविस्मृत्रमारुषम्‌ ॥ २६१॥ 
इनमें तण्छुलीयक ( चौलाई ) शाकृर-रस तथा विपाक 
में मधुर, रकपित्त तथा मद॒ का नाशक, <a एवं विपनाशक 
होती द1 पोई का शाक-विपाक और रस में मधुर, दृष्य, 
चात, पिच तथा मदु का नायक, दृस्तावर, Rava, वळवर्दक, 
कफकारक आर ठंडी होती ह। वास्तूक झाक-विपाक में कडु 
( चरपरी ), कृमिनाशक, मेघा, af तथा वळ को बढ़ाने 
वाळी, चारयुक्त, satay, रुचिवर्दक आर दुस्तावर 
होती हे । चिट्टी की शाक भो गुणों में वथुए के समान होती 
हे तया पालक शाक चाळाई की तरह शुण करती दे किन्तु 
चातजनक, विष्ठा और सूत्र को वांघने चाळी, रूत्त तथा पित्त 
और कफ के रोगों में हितकारी होती दै। आवळ (मेथी की) 
शाक-रूच् दे तथा मळ, मूत्र और वायु का निरोघ करती है ॥ 
सर्डूकपर्णीसप्तलासुनिपरणकसुवचलापिप्पलीगुदू- 
चीगोजिह्वाकाकमाचीप्रपुन्नाडावल्युजसतीनइहतीकरट- 
कारिकाफलपटोलवाताकुकारवेल्लककडुकिकाकेबुकोरु- 
बृकपर्पटककिरावतिक्तकर्कोटकारिष्टको शातकीवेन्नकरी = 
राटरूवकाकपुष्पीप्रशवतीनि॥ २६२॥ । 
agen, सप्तला, सुनिषष्णक ( चौपतिया ), सुवर्चळा 
( इल्डुळ ), पीपछ, गिलोच, गोजिद्वा ( चनगोमी ), सकोय, 
अपुक्चाड (sag), wage (aed), सतीन 
( मटरमेद ), TH करेरी, छोटी कटेरी, पदोळ, वॅगन, करेला 
कुटकी, केखुक, seas ( रक्तरण्ड ), पित्तपापडा, चिरायवा, 
ककोडा, नीम, तरोई, बंत की कॉपल, AGA, अक पुष्पी 
afr झाक हैं ॥ २६२ ॥ 
रक्तपित्तहराय्याहुढब्यानि छुलघूनि च | 


कुएमेहज्वंरश्वासकासासचिहराणि च ॥ २६३ ॥ 


॥ २५८ Ul 


Rok 


PPD 


साधारणतया ये शा--रक्तपित्तनाशक, हृद्य तथा छघु | है। काळझाक-अमिदीपक, गरदोपनाशक तथा कडु होती 


होती हट और कुछ, प्रमेह, उवर, श्वास, कास और अरोचक को 
नष्ट करती हैं॥ २६३॥ 
कपाया तु दिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा | 
लब्बी मण्डूकपणी तु तद्द्‌ गोजिह्विका मता ॥ २६४॥ 
अविदाही त्रिदोपन्नः सङग्रादी सुनिषएणकः | 
अवल्गुजः कटुः पाके तिक्तः पित्तकफापहः ॥ २६५ ॥ 
ईपत्तिक्तं त्रिदोपन्न॑ शाकं कडु सतीनजम्‌ | 
नात्युष्णशीतं SA काकमाच्यास्तु तद्विधम्‌ ।। २६६ ॥ 
कण्डुकुपकमिन्नानि कफवातहराणि च | 
फलानि इहतीनां तु कडुतिक्तलधूनि च ॥ २६७ ॥ 
कफपित्तहरं व्रस्यमुण्णं तिक्तमवातलम्‌ | 
पटोलं कटुकं पाके वृष्यं रोचनदीपनम्‌ !। २६८॥ 
मण्ड्कपर्णी का शाक-कपाय, पित्तरोग में लाभकर, विपाक 
और रस में मधुर, शीतछ तथा उळक्री होती हे! गोजिह्वा 
Cane) का शाक भी गुर्णों मण्डूकपर्णी के समान 
होती दे । सुनिपण्णकज्ञाक-दाह नही करने वाळी, त्रिदोप- 
नाशक तथा द्रत वांधती है 1 वाकुची शाक-विपाक में 
कडु, रस में तिक तथा पित्त और कफ को नष्ट करती है। 
सतीन ( मटर ) शाक-कुछ fire, त्रिदोपनाशक तथा कडु 
होती है तथा न अधिक उप्ग और न अधिक रंडी एवं कुष्ट- 
नाशक होती El मकोय का शाक-भी गुणों में इसी के समान 
है। बडी तथा छोटी कटेरी के फल-कण्डु, कुष्ट, कृमि, कफ 
तथा वात को नष्ट करने वाळे तथा कडु, तिक और छु होते 
हैं। पटोछ पत्र-कफ और पित्त का नाशक, चण के लिये 
हितकर, उप्ण, तिक्त, वात नही करने चाले, विपाक में कडु, 
घृष्य, रचिकारेक तथा अभिढीपक होते हैं 1 २६४-२६८॥ 
कफवातहर तिक रोचन कटुकं लघु ॥ 
वार्ताकं दीपनं प्रोतं जीण सक्षारपित्तलम्‌ | 
तद्वत्‌ कर्कोटकं विद्यात्‌ कारवेल्ञकमेव च ॥ २६६ ॥ 
आटरूपकवेत्राअगुड् चीनिम्बपर्पटा: । 
किराततिक्तसहितास्तिक्ताः पित्तकफापद्दाः । २७० || 
कफापहं शाकमुक्त वरुगप्रपुनाडयो: | 
रूच लघु च शीतं च वातपित्तप्रकोपणम्‌ ॥ २७१ ॥ 
दीपनं कालशाकं तु गरदोपहर कडु | 
कौसुम्भं मधुरं Baa शलेष्महरं लघु ॥ २७२ ॥ 
चातलं नालिकाशाकं पितन्नं मधुरं च तत्‌ | 
पहस्यश्शोविकारपन्नी साम्ला वातकफे हिता | 
उष्णा कपायमधुरा चाङ्गेरी चाग्निदीपनी ॥ २७३ ॥ 
बंगन--कफ-चातनाक्षक, तिक, रोच 
अझ्निदीपक्र होता है। पक्ष वँंगन-कुछ i ga 
जनक होता है। ककोडे तथा करेळे भी वेंगन के समान et 
होते हें । अटटसा, वेंत के अप्रमाग, गिळोय, नीम, पित्तपापडा 
और चिरायता-ये रस में तिक्त ( कडवे ) हैं तथा पित्त और 
कफ को नष्ट करते हैं। वरुण तथा dare की शाक-कफ- 
Ws, रूछ, इका, शीतळ तथा वातपित्त-प्रकोपक होती 


है। ऊसुग्मशाक-मधुर, रूछ, उष्ण, कफनाशक और wy 


होती है। नाढीशाक-वातजनक, पित्तनाशक तथा मधुर होती 


Sat शाक-अहणी तथा अशे की नाशक, अम्ल वात 


तथा कफ के लिये हितकारी, उप्ण, कपाय, मधुर और 
असिदीपक दोती हे ॥ २६९-२३३ ॥ 
लोणिकाजातुकत्रिपर्णिकापत्तुर जीवकसुतर्चलाइडुर' 
कङुतुम्वकक्कठिज्जरकुन्तलिकाङ्रणिटकाप्रशृतयः ॥२७४॥ 
लोणिका, जातुक (श्वेत reall), त्रिपणिका ( चनका 
पाखी या दुग्धिका ), Taz, जीवक, सुत्र्चछा, SEH, इतुम्बक, 
saz, gafeer ( नीळ पियावांसा ), छरंडिका ( पीठा 
पियावांसा ) ग्रम्टति ara दोती हँ ॥ २७९॥ 
स्वादुपाकरसाः शीताः HEAT नातिपित्तलाः | 
MAMA BA: सक्षारा वातलाः सराः ॥ Rx Il 
ये शाक-रस और विपाऊ में मधुर, श्रीतळ, कफनाशक, 
अधिक पित्त नहीं बढाने वाली, अनुरस में लवण, SF, IN 
युक्त, वातकारक तथा टस्तावर होती हैं ॥ २७५॥ 
स्वादुतिक्ता कुन्तलिका कपाया सकुरण्टिका | 
सङग़ाहि शीतलं चापि लघु दोपापह तथा | 
राजक्षवकशाक तु शाटीशाक च तद्विधम्‌ ॥ २७६॥ 
स्वाठुपाकरसं शाकं SAT हरिमन्थजम्‌ | 
भेदनं सधुरं रूक्ष कलायमतिवातलम्‌ ॥ २७७॥ 
स्रंसनं कटुकं पाके लघु वातकफापहम्‌ | 
शोफब्नसुष्णवीर्यं च पत्र पूतिकर्जजञम्‌ ॥ २७८ ॥ 
ताम्वूलपत्रं तीच्णोष्ण कडु पित्तप्रकोपणम्‌ | 
सुगन्धि विशदं तिक्तं स्य वातकफापहम्‌ !। २७६॥ 
aad कटुकं पाके कषायं वह्निदीपनम्‌ | 
वक्त्रकण््मलक्लेददोर्गन्ध्यादिविशोघनम्‌ ॥ २८० ॥ 
इनमें झुन्तलिका-मधुर तथा frat । कुरग्टिका-कसेळी 
होती हे। राजक्षवकक्याफ-दुस्त बांधने वाळी, शीतळ, लघु तथा 
त्रिदोपनाशऊ होती हे । शटीशाक-इसी के समान हे हरि- 
wea ( चने ) की शाक-रस जौर विपाक सें मधुर तथा पचने 
में कठोर होती हे । मटरणाक-दस्तावर, मधुर, रूक्ष तथा वायु 
को अधिक वढाती है । पूतिकरभ्नपत्रशाक-दुस्तावर, विपाक 
में कड, लघु, वातकफनाशक, शोथहर तथा वीर्य स उष्ण होती 
हैं। पान-तीचग, उप्ण, ag, पित्तम्रकोपक, विशद, तिक्त, 
स्वरहितकारी, अप नार, विपाक में कह, 
कपाय एवं पाचकाथिदीपक होता हे तथा 
AS, क्लेद और दौर्गन्ध्य को नष्ट करता हे sc ni 
अथ पुष्पवर्गे:-- 
कोविदारशणशाल्मलीपुष्पाणि मधुराणि मधुर- 
विपाकानि रक्तपित्तहराणि च । व्वृपागस्त्ययोः 
पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाकानि क्षयकासापहानि २८१ 
कचनार, शण और सेमछ के पुप्प-स्वाद में मधुर तथा 
विपाक में भी मधुर और रक्तपित्तनाशक होते हैं । अइसा और 


& 


Se Fe &। 


Sea: ४६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


२८७ 


अगस्त्य के पुप्प-तिक्त, विपाक में कडु तथा क्षय और कास 


नाशक होते हैं ॥ २८१॥ 


आगस्त्यं नातिशीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते ॥ 
अगस्त्य के पुष्प-च अधिक उप्ण तथा न अधिक ठण्ढे होते 
हैं तथा नक्तान्ध्य ( रतोंची Night blindness) चाले के 
लिये प्रशस्त होते हैं ॥ २८२ ॥ 
करीरमघुशिम्रुकुसुमानि कडुविपाकानि वातहराणि 
सष्टमृत्रपुरीषाणि च ॥ २८३॥ 
करीळतथा छाल सहजने के पुष्प-विपाकसे कडु, वातहारक 
तथा सळमून्न के प्रवर्तक होते हैं ॥ २८३॥ 
रक्तवृक्षस्य निम्वस्य मुष्ककाकासनस्य च | 
कफपित्तहरं पुष्पं aged कुटजस्य च ॥ २८४॥ 
सतिक्तं wat शीतं पद्मं पित्तकफापहम्‌ | 
मधुरं पिच्छिलं स्निग्धं कुमुदं हादि शीतलम्‌ | 
तस्मादल्पान्तरशुणे विद्यात्‌ कुत्रलयोत्पले ॥ २५४॥ 
रक्तइक्ष ( वन्धूक ), नीम, सुप्कक ( मोखा ), आक, 
असन तथा कुटज के पुप्प-कफपित्तनाशक और sea होते 
ईं। कमळ-तिक, मधुर, शीतळ तथा कफ और पित्त को नष्ट 
करने वाला है | कुसुद-मधुर, पिच्छिल, स्निग्ध, आहादूजनक 
तथा उंढा होता हे | कुवलय तथा उत्पल कुमुद से शुर्णो में 
कुछ TAT होते हैं ॥ २८४-२८५ ॥ 
सिन्धुवारं विजञानीयाद्धितं पित्तविनाशनम्‌ | 
मालतीमल्लिके तिक्ते सौरभ्यात्‌ पित्तनाशने ॥२८६॥ 
सुगन्धि विशदं हृद्यं वाङुलं पाटलानि च । 
श्लेष्मपित्तविषध्त॑ तु नागं तड SEAT ॥| २८७ ॥ 
चम्पकं रक्तपित्तन्नं शीतोष्णं कफनाशनम्‌ | 
किंशुकं कफपित्तन्न॑ तद्वदेव कुरण्टकम्‌ ॥ २८८॥ 
मघुशिग्रुकरीराणि कडुश्लेष्मदहराणि च | 
यथावृत्तं विजानीयात्‌ पुष्पं वृत्तोचितं तथा ॥ २५६॥ 


मिन्डुवार ( निर्गुण्डी ) के पुप्प-ठण्डे तथा पित्तविनाशक 
होते हैं । माळवी ( चमेली ) और मल्लिका के घुप्प-तिक्त होते 
हैं पुवं सुगन्धियुक्त होने से पित्त नष्ट करते हैं। age ( मौल- 
सिरी) और पाटला के पुप्प-सुगन्धयुक्त, विशद और हृ 
होते हैं। नाग ( चम्पे के पुप्प अथवा नागकेशर )-क्रफ-पित्त- 
नाशक तथा विपनाराक होते हैं । नाग के अनुसार ही केशर के 
गुण होते हैं । चग्पे के घुप्प-रक्तपित्तवाशक, समक्षीतोप्ण और 
कफनाशक होते हैं । पलासएुप्प-कफ और पित्त को नष्ट करते 
Zi कुरण्टक के फूल भी इन्हीं के समान गुणकारी होते हैं। 
काळ सहजन की कॉपले-कडु होती हैँ तथा कफ को नष्ट करती 
हें । अब जिन ast के पुष्पों के गुणधर्म का यहां उल्लेख नहीं 
किया गया है उन्हें उनके वर्षी के गुणों के अनुसार समझना 
चाहिये तथा अन्य जो काटे, पत्र, अवरोह आदि होते हैं उनके 
शुण भी उनके Sat के समान जाने ॥ २८६-२८९ ॥ 


चुवकङुलेव(च)रवंशाकरीरप्रशृतीन्ि कफहराणि 
सप्र्मूत्रपुरीपाणि च॥ २६०॥ 


ANNAN NNN NSN NNN PPP 


wan ( gas ), कलेवर तथा चंश-करीर प्रश्ति-कफ- 
नाशक एवं मर और मूत्र के प्रवर्तक हैं ॥ २९०॥ 


विष्यन्द वातलं नातिपित्तश्लेष्मकरं च तत्त ॥२६१॥ 
el कफला मधुरा रसपाकतः | 
हिनो वातकराः सकपाया विरूक्षणाः ॥ २६२॥ 
इनमें से छवक-कमिजनक, विपाक में मधुर, पिच्छिल, 
कफादि का खाव करने चाळा, वातजनक तथा अधिक पित्त 
और कफ को नहीं करने वाळा है। तांस के अछुर-कफवर्द्धक, 
रस और विपाक में मधुर, विदाहजनक, चातकारक, कपाय 
तथा ST होते हैं॥ २९१-२९२ ॥ 


उद्धिदानि पलालेल्लुकरीपवेशुक्षितिजानि | तत्र 
पलालजातं मघुरं मधुरविपाकं st दोषभ्रशमनं च | 
इक्षुजं सघुरं कपायानुरसं Tes शीतलं च | तद्वदेवोष्णं 
कारीषं कषायं वातकोपनं च | वेशुजातं कपार्थं वात- 
कोपनं च | भूमिजं गुरु नातिवातलं भूमितश्चास्या- 
बुरसः॥। २६३ ॥ 
भूमि या अन्य वस्तु को फोड़ कर पेदा होने वाले (wre) 
निम्न हैं। जेसे पछाल (gas), इश्ल के dia? (रस 
निकालने पर शेप छिलके ), करीष ( सूखा गोवर), वांस 
और पृथिवी इन्हे Rear या इनके ढेर में पैदा होने वाले 
छत्रकादि का ग्रहण होता हे । पछाळ में उत्पन्न क्षुप-रस और 
विपाक में मधुर, रु तथा दोपशामक होते हैं । इचु के कचरे 
में उत्पन्न छुत्रकादि छप-मधुर, अचुरस में कपाय, कडु और 
शीतळ होते हैं। करीष ( गोवर) में उत्पन्न होने चाले aq 
(gas )-इछुजन्य छत्रक के तुल्य गुणों में होता है किन्तु 
उष्ण, कषाय और वातळ होता हे | वांस की लकडी में उत्पन्न 
छुत्रक-कपाय तथा वातकोपक होता St पृथ्वी फोड कर 
उत्पन्न हुआ छुत्रक-पचने सें भारी, अधिक वायु नहीं करने 
चाळा तया भूमि के अनुसार इसके अनुरस एवं गुण होते हैं ॥ 
पिण्याकतिलकल्कस्थू णिकाशुष्कशाकानि सर्वदोप- 
प्रकोपणानि ॥ २६४ ॥ 
पिण्याक ( सरसॉ-अछसी आदि की खळ), तिळकल्क 
या fret की खळ, स्थूणिका ( तिंळकर्क से चने वड़े) तथा 
सूखी शाके सर्व दोषों को प्रकुपित करते हैं ॥ २९४ ॥ 
विष्टम्भिनः स्मृता. सर्वे वटका वातकोपनाः | 
सिण्डाकी वातला साद्रा रुचिष्याऽनलदीपनी NREL 
सर्व प्रकार के वटक ( बडे )-विष्टर्भजनक तथा वायु को 
कुपित करते हे और मूळी, आल, आदि से वनी पकोड़ी 
( सिण्डाकी )-चातजनक होती दै तथा आर्द्र अर्थाद्‌ ताजी 
प॒कोडी-रचिकारक और अभ्नि को die करती हे ॥ २९५॥ 


विड्भेदि गुरु Sea प्रायो विष्टम्भि दुर्जरम्‌ | 
सकषायं च सच हि सादु शाकमुदाह्तम्‌ ॥ २६६ ॥ 
सर्व मकार के शाक-दुस्तावर, पचने मे भारी, रुच, प्रायः 
विष्टम्भकारक, दुर्जर तथा कुछ कपाय रसयुक्त होते हे ॥२९६॥ 
पुष्पं पत्रं फलं नालं कन्दाश्च गुरवः क्रमात्‌ ॥ २६७॥ 


२०८ 


ुश्रृतसंहिता | 


पुष्प,'पत्न, फळ, नाळ और कन्द ये शाक उत्तरोत्तर एक 
दूसरे से गुरु होते हं ॥ २९७॥ 
कर्कशं परिजीण च कृमिजुष्टमदेशजम्‌ | 
वर्जयेत्‌ पत्रशाकं तद्‌ यदकालविरोहि च ॥ २६८॥ 
जो शाक कर्कशा, जीणे ( पुराना ), कीडों से खाया हुआ, 
अपवित्र भूमि में उत्पन्न तथा वे मौसम में पैदा हुआ हो उसे 
वर्जित कर देना चाहिये ॥ २९८॥ 
विमदीः-_यद्यपि कुछ प्राचीन अन्थों Haat की निन्दा 
की है “शाकेषु सर्वेषु वसन्ति रोगा ? तथापि शाक निम्न गुणयुक्त 
होती हैं । प्रायः शाको में प्रोटीन तथा मेद-अत्यल्प TAT | 
इनमें खनिज क्षार होते हैं जो कि शरीर में उत्पन्न अम्छों को 
निर्वीर्य कर रक्त की चारीयता वनाये रखते हे । रक्तणारीयता 
के भएप होने से अम्लरक्तता ( 4०५०३५ ) रोग हो जाता है। 
erat का ( Cellulose ) आन्त्रगति को चढ़ा कर मळ प्रचि 
करता है अतः शाक विवन्धनाशक होती हैं। पोटेशियम के 
wan शाको में होने से मूत्रल होते हे अतः शाक अश्मरी में 


विष्टम्भि हुजेरं wet विरसं मारुतावहम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
गुरू विष्टम्भिशीती च श््ङ्गाटककरोरुको | 
पिए्डाछुकं कफकरं शुरु वातप्रकोपणम्‌ ॥ ३०५॥ 
सुरेन्द्रकन्दः शलेष्मन्नो विपाके कडु पित्तक्कत्‌। 
वेणोः करीरा शुरवः कफमारुतकोएनाः॥ ३०६॥ 
विस-विदाह नहीं करने चाळा, रक्तपित्त का प्रसादक, 
विष्टम्मकारक, पचने में कठिन, oa, स्वादरहित तथा वात- 
जनक होता हे | सिंघादे तथा करोरू-पचने में भारी, विष्टरभ- 
कारक और Ve होते हैं । पिण्डाक-कफजनक, भारी तथा 
चातपित्त का प्रकोपक होता है। सुरेन्द्रकन्द ( जङ्गली सूरण )- 
कफनाशक, विपाक में कडु तथा पित्तकारक होता हे । वांस 
के करीर-भारी तथा कफ और वायु के प्रकोपक होते हैं ॥ 
स्थूलसूरणमाणकम्रश्रतयः कन्दा STATA: कटुका 
wat विष्टम्भिनो गुरवः कफत्रातलाः पित्तहराञ्च ३०७ 
were, सूरणकन्द, माणकन्द, wale कन्द-ऊुछ 


हितकर हैं। शाकों में विटामीन सी० अधिक होता हे । इनमें | कपाय, ag, ou, विष्टम्भकारक, पचने में भारी, कफ और 


कार्यो हेट्रेट कम होने से मधुमेही को दे सकते हें । शाकों से 
अन्न की रुचि वदती है । ५ 
अथ कन्द्वगः | 
कन्दानत उदूर्ध्वं बच्यामः-विदारीकन्दशतावरी 
बिसमृणालग्द्भाटककरोरुकपिण्डालुकमध्वालुकह॒स्त्या- 
लुककाप्ठाछुकरकालुकेन्दीवरोत्पलकन्द्प्रभृतीनि | 
अब इसके अनन्तर कन्दे का वर्णन करते हैं। विदारीकन्द, 
शतावर, विस (vase), ame ( कमळनाळ ), सिघाडा, 
करोरू, firey, ANY, I, काष्टालुक, शाङ्कालुक, 
Tags, इन्दीवर ( नीळ कमळ ), उत्पल (At या छार 
कमळ ) afer के कन्द होते हें ॥ २९९॥ 
रक्तपित्तहराण्याहुः शीतानि मधुराणि च | 
गुरूणि बहुशुक्राणि स्तन्यवृद्धिकाणि च ।। ३०० ॥ 
ये कन्द~रक्तपित्तनाशक, शीतळ, मधुर, पचने में भारी, 
वीर्य को अधिक चढ़ाने चाळे तथा दुग्घवद्धिकारक होते हैं ॥ 
मधुरो इंंहणो वृष्यः शीतः स्वर्योऽतिमून्रलः | 
विदारीकन्दो बल्यस्ठु पित्तवातहरश्च सः॥ ३०१ || 
वातपित्तहरी वृष्या स्वाडुतिका शतावरी | 
महती चेव हृया च मेघाग्निबलवद्धिनी ॥ ३०२॥ 
ग्रहण्यर्शोविकार्नी वृष्या शीता रसायनी | 
कफपित्तहरारितक्तास्तस्या एवाङराः GEA! ॥ ३०३ ॥ 
इनमें विदारीकन्द-मधुर, Ser, बुप्य, शीत, स्वरहितकारी, 
अतिमूत्रजनक, cease तथा पित्त और चात का नाशक 
होता है । शतावर-वात और पित्त की नाशक, वृष्य, मधुर 
और तिक्त होती दै । वढ़ी शतावर-हद्य के लिये हितकर, 
सेधा, वाचकाप्ति तथा चळ को वढ़ानेवाळी, संग्रहणी 


वायु को चढ़ाने वाळे तथा पित्तनाशक होते हैं ॥ ३०७॥ 
साणकं स्वाडु शीतं च शुरु चापि प्रकीत्तितम्‌ | 
स्थूलकन्दस्तु नात्युष्णः सूरणो गुदकीलहा ॥ ३०८॥ 

माणकन्द-मधुर, शीतळ और गुरु होता हे तथा स्थूल- 
कन्दु-ञ्यादा उप्ण नहीं होता है तथा सूरणकन्द अश को नष्ट 

करता है ॥ ३०८॥ 
कुसुदोत्पलपद्मानां कन्दा मारुतकोपनाः | 
कपायाः पित्तशमना विपाके मधुरा हिमाः ॥ ३०६॥ 
वाराहकन्दः श्लेष्मन्नः कटुको रसपाकतः | 
मेहकुछक्रिमिहरो बल्यो वृष्यो रसायनः ।। ३१० | 

SUF, TIS और पद्म इनके कन्द-वात को प्रकुपित 
करने वाले, रस में कपाय, पित्त के शामक, विपाक में मधुर 
आर शीतल होते हैं । वाराहकन्द-कफ का नाइक, रस तथा 
विपाक में कड होता है पुवं प्रमेह, ge और कृमियों का 
नाशक, वलवर्द्धक, वृष्य तथा रसायन होता हे ॥ २०९-३१० ॥ 

तालनारिकेलखर्जूरम्रशृतीनां मस्तकमञ्जानः ॥३११॥ 
स्वाडुपाकरसानाहू रक्तपिन्तहरांस्तथा | 
शुक्रलाननिलन्नांश्च कफत्रद्धिकरानपि ॥ ३१२॥ 

arg, नारियळ तथा खजूर wae sit के सिर की मज्ञा 

(गिरी )-रस और विपाक में मधुर, रक्तपित्तनाशक, वीर्य 

को बढ़ाने वाळी, वातनाशक तथा कफबृद्धिकारक होती हे ॥ 


बालं हानात्तेंव॑ जीण व्याधितं कृमिभत्तितम्‌ | 
कन्दं विवजयेत्‌ सब यो वा सम्यङ न रोहति ॥३१२॥ 
जो arg कचा ( वाळ) हो, वेमोसम का हो, अधिक 


हणी तथा है 
अरे की नाशक, घृप्य, शीतळ तथा रसायन होती है। दातावर | |. हो गया हो, किसी रोग से युक्त एवं कीड़ों से खाया 


के अङ्कुर-कफ और पित्त के नाशक तथा तिक होते 


हैं 
अविदाहि विसं प्रोक्त रक्तपित्तप्रसादनम्‌ | 


हुआ दो तथा जिसे वोने पर ठीक न उग सकता हो, उसे 
चर्जित कर देना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 


विमशः-आयः वनस्पतियां इन कन्दो तथा मूळों में अपने 


wre: ४६ ] 


पोकणार्थ पोषग पदार्थों को जमा करती हैं जिससे ये कन्द 
बड़े तया age के पोषण के लिये भी उपयोगी होते हैं।- 
इनमें स्टार्च अधिक, खनिज अल्प तथा मोटीन और फेट 
were होते टॅ । इनमें सेल्यूलोत होने से दुस्त साफ लाने 
का सुण होता हॅ! र 

| PMs ura ee अथ लवणानि ` 

_ सेन्घतरसायुद्रविडसौतरचेलरोमकोद्भिदम्रश्तीनि 
लवणानि यथोचरयुष्णानि वातहराणि कफपित्तकराणि 
wae स्निग्धानि स्वादूनि सष्टमूत्रपुरीपाणि चेति ॥ 

- छवर्णो Hara, समुद्री, विड, diaz, रोमक, औद्धिद 
safe होते हैं । ये ययोत्तर उष्ण, वातनाशक, कफपित्तकारक 
होते हैं तथा यथापूर्व fers, स्वादु और मळ तथा मूत्र के 
उत्पादक व प्रवर्तक होते हैं ॥ ३१४ ॥ 

विमर्शच-लिन्डु देश की खानों से सैन्धव निकलता है। 

इसे (Rock salt) कहते हैं । समुद्र के पानी को सूर्य किरणों 
से सुखा कर बनाया aga, विड या काळा नमक कहते हैं । 
इसे-कृत्रि तौर से बनाते हैं। खाने का नमक ८२ भाग, 
आवळा १ भाग, वहेडा १ भाग, सलीखार १ भाग ठे के 
सबको Gea ज़रा के बनाते हैं। सौवर्चल था काळाळोन । 
रोग्रक--यह राजस्थान की सांभर झील के पानी से बनाया 
जाता हे । औडिद को सनीमिट्टी या रेहानमक भी कहते हैं! 
नमक को रासायनिक भाया में सोडियम क्लोराइड तथा 


IN, Se 


इसका सूत्र (85 ० ) अंग्रेजी में कामन सादर भी कडवे हैं । 


' चक्षुष्ये सैन्धवं द्यं रुच्यं लव्वभिदीपन्नम्‌ | 
स्निग्धं समधुरं वृष्यं शीतं दोयन्नमुत्तमम्‌ ॥ ३१५॥ 
सामुद्रं Hat पाके नात्युष्णमविदाहि च | 
Med स्तिग्धभीषच्च get नातिपित्तलम्‌॥।३१६॥ 
संचारं दीपनं सूच्मं शूलह्ृद्रोगनारानम्‌ | 
रोचनं तीच्णमुष्णं च विडं वातानुलोमनम्‌ ॥ ३१७॥ 
लघु सौवचलं पाके वीर्योष्णं विशदं कडु | 
गुल्मशूलविबन्वन्नं हृद्यं सुरमि रोचनम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
रोमकं तीच्णमत्युष्णं च्यत्रायि कटुपाकि च | 


सुत्रस्थानम्‌ 1 


२०६ 


विडलवण-चारयुक्त, अभिदीपक्र, खत, शूल तथा हदय रोग 
का नाशक, रुचिलनक, तीच्ण, उप्ण तथा वात का अलुलोमन 
करता दे । dase छव॒ण-विपाक् में og, उप्णवीर्य, 
विद, वड, गुदम, गूळ ait विवन्ध का नाशक, हय, 
सुगन्वयुक्त तथा रुचिवर्डक होता दे रोमक लचण-तीचण; 
अधिक गरम, प्रथम शरीर में फेल कर पश्चात्‌ पाक में परिणत 
होने वाळा, विपाक में कड, वातनाशक, og, विष्यन्दन- 
शील, सूकम, दस्त लाने चाळा तथा मृत्रजनक होता दै। 
कौद्धिदलवण-छछु, वीचय, उष्ण, छेदकारक, सूच्म, वातानु- 
ans, तिक, कड और क्षारयुक्त होता है । यटिकाळवण- 
कफातनादाक, कृमिहर, लेखक, पित्तजनक, असिदीपक, 
पाचक और दुस्तावर होता हे। ऊपसूत (सारी मिट्टी से 
बनाया हुआ sam), ages (रेगिस्तान के वाळुका- 
अदेश से बनाया war), इोंख्यूळाकरोद्धव ( पर्वता की 
नड की आकर (Atal) से वनाचा हुआ SAN ) ये सव छवण- 
कदु, छेदक तथा विपाक में भी कड होते हैं ॥ ३१५-३२२ ॥ 
यतरत्षारत्वर्जिकाक्तारोपच्षारपाकिमटङ्कणततारम्रश्ुतयः | 

यवक्षार, AMIN, STI, WIN; टंकण चार 
safe चार हैं॥ BREN है 

युल्मार्राब्रहणीदोषप्रतिश्यायविचाशनाः | 
SS पाचनाः सर्व रक्तपित्तकराः सराः ॥ ३९४ ॥ 

उक्त चार-गुदम, अर्ग, संग्रहणी तथा अतिस्याय को नष्ट 
करते हैं. पुवं सर्व चार-पाचक, रक्त्पिच्कारक तथा दस्तावर 
होते हैं ॥ ३२४ ४ ह 

विमदीः--यवद्यार को भाण्डक्तार तथा दार TAN भो 
कहते हैं। पाकिमक्षार को शद्ध शोरा चा कलमी शोरा कहते 
¥ इंकण को सुहागा तथा अंग्रेजी में Borax wad हैँ । 


ज्ञेयौ बहिसमौ ad स्र्जिकायावशुकजी | 
शुक्रश्‍लेष्मविबन्यार्शोयुल्मप्लीहविनाशानी ॥ २२५-॥ 
उघ्णो$निलत्रः THT चोषचारो वलापहः | 
मेदोन्नः पाकिमः क्षारत्तेषां वस्तिविशोघनः ।॥३९६॥ 
विरूकणो5निलकरः श्लेष्मन्नः पित्तदूषणः | 


वातध्नं लघु विष्यन्दि geet विड्सेदि मूत्रलम्‌ 1३१६ ॥ अमिदीप्रिकरस्वीदगष्ठडुणः ज्ञार उच्यते ॥ ३९७॥ 


` लघु तीक्गोष्णसुत्स्लेदि सूच्मं वातानुलोमनम्‌ । _ 
सतिक्तं कडु सक्षारं विद्याल्लवणमौ द्विदम्‌ ॥ ३२०॥ 
` कफतातक्रिमिहरं लेखनं पित्तकोपनम्‌ | _ 
दीपनं पाचनं भेदि लवणं शुटिकाइयम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
ऊषसूतं बाळुकेलं शेलमूलाकरोद्धवम्‌ । 
लवण कटुकं छेदि तिहितं कडु चोच्यते ॥ ३२२ ॥ -. 
सेन्धव लवण नेत्रा के लिये हितकारी, ea, रुचिवर्दक, 
wad में टबु, पाचकासि का दीपक, fata, मधुर, वृष्य, 
शीत और दोपनाशक तया सर्च छवणों में उत्तम < सेन्वव 
san) साना गया दै समुद्री ख्वग-बिपाक में मर, 
अधिक उष्णा नहीं, दाह नहीं करने वाला, दुस्तावंर, कुछ 
fora, reds तया विशेष वितवर्दक नहीं होता है । 
as ge 


ast खार तथा यवत्षार-अझ्नि के समान तीच्ण होते 

छुँ तथा छुक्र, कफ, fara, अर्ग, गुदम और प्डीहा alz 
को नष्ट करते दैं। ऊपक्षार-गरम, वातनाशक, छेदकारक 
तथा वळनादक होता है। पाकिमचार-मेंदीनाशक तथा AAS 
होता दै । टंकण क्ञार-रूच, वातकारक, कफनाशक, पित्तदूषक, 
पाचकाग्नि को तेज करने वाळा तथा तीच्ण होता द ॥ 

सुवण सवादु दय इंहणीय रसायनम्‌ | 

दोपत्रयापहं शीतं wage विषसूदनम्‌ ॥ ३९॥ 

amare सरं शीतं सस्नेहं पित्तवातनुत्‌। 

वान्नं कपायं मधुरं लेखनं शीतलं सरम्‌ ॥ ३२६ ॥ 

सतिक्तं लेखनं कांस्य Tart कफत्रादाजित्‌ | 

बातकृच्छीतलं लोहं दृष्णापित्तकफापहम्‌ ॥ ३३०॥ 


२१० 


कटु क्रिमिजं लवणं त्रपुसीस विलेखनम्‌ | 
मक्ताबिद्रमवजेन्ड्वैदूयर्फटिकादयः It ३३१॥ 
'श्नुष्या मणयः शीता लेखना विषसूदनाः | 


, | जीवन्ती ate 


सुश्रुवसंहिता i ह 


Se 
PP PPP ALLL AL LAL LAP APA ALA AIOR ALN 


तथा घृत श्रेष्ठ होता हे ळवणों में-सेन्धा नमक श्रेष्ट होता 
। अम्ल ( खट्टे ) पदार्थों में-आंवका और अनार श्रेष्ठ होते. 


पवित्रा घारणीयाश्न पाप्मालच्मीसलापदाः ॥ ३३२ ॥ | है। कद ( चरपरे) पदार्थ में-पीपल और सोंड कष्ठ होती 


--मधुर, हय, बृंहण, रसायन, त्रिदोषनाशक, शीत, 
हज लाच तथा विषनाशक होता है । चाँदी--अम्ल, 
सारक, शीत, Rava, पित्त तथा वात की नाशक होती दै । 
ताम्र--कपाय, मधुर, लेखन, शीतल और दस्सावर होता 
है। कांसा--तिक्त, लेखन, नेत्रा के लिये हितकारी तथा कफ- 
चातनाशक होता है। छोह--वातकारक, शीतळ, तृषाहर 
और पित्त तथा कफ का नाशक होता है। रांगा और सीसा- 
कडु, कृमिनाशक, wan और ळेखक होते हैं। सोती, प्रवाळ, 


हे । तिक पदार्थों में परवळ और वेंगन श्रे दें। मधुर पदायों 
में-घृत और शहद ate होता दै। कपाय बन्यो में-सुपारी 
तथा wed श्रेष्ठ हें। कल ( गच) के वने पदार्थ में शरा 
श्रेष्ठ AAR पीने.के म्या में मधु ( शहद ) तथा द्राक्षासव 
श्रेष्ठ होते हैं। एक साळ का पुराना धान्य € चावल ) तथां 
मध्यम ( युवा, Re) आयु के पशु-पक्षी का मांस श्रेष्ट होता 
है। अपयुषित ( ताजा ) तथा मसाले डाळ कर संस्कृत किया 
हुआ एवं उचित मात्रा में सेवित एवं पथ्यकर अन्न श्रेष्ठ होता 


हीरा, eg, स्फटिक wafer सणियां-नेत्रों के छिये हितकारी, | है। फळों में पके हुये फळ तथा श्ञाकों में अंशष्क ( हरी) 


शीतल, लेखन, विपनाशक, पवित्र धारण करने छायक होती 
हैं तथा पाप, sarah और दोषों को नष्ट करती हैं ॥३२८-१३२॥ 
घान्येपु मांसेषु फलेषु चेव शाकेषु चानुक्तमिहाप्रसेयात्‌ | 
आस्वादतो भूतशुणैश्च मर्या तदादिशेद्‌ द्रव्यमनल्पुद्धिः। 
संसार के अन्दर पदार्थ अप्रमेय (असंख्य, गिनने अयोग्य) 
होते हैं इस जिये धान्य, माँस, फळ और झाकों की es 
जो यहां वर्णित नहीं किये गये हैं उन्हें चख कर रसाचुसार 
तथा द्रव्य को आरम्भ करने वाळे sens पञ्चमहाभूतों 
के शुणाचुसार अनप (ag) इद्धि वेद्य उन दर्यं के गुणों 
फो जान लेवे ॥ ३३३ ॥ ; 
पष्टिका यवगोधूमा लोहिता ये च शालयः | 
युदहाढकीमसुराश्च धान्येषु प्रबराः स्यृताः।। ३३४॥ 
लावतित्तिरिसारङ्गङुरङ्गैणकपिञ्जलाः | 
मयूरवर्मिकूमाश्च शेषवा मांसगणेष्विह ॥ ३३४ ॥ 
दाडिमामलकं Fra खजूर सपरूपकप्‌ | 
राजादनं मातुलुङ्गं फलव प्रशस्यते ॥ ३३६॥ 
सतीनो यास्तुकश्चुच्चूचिल्लीमूलकपोतिकाः | 
मण्डूकपर्णी जीवन्ती शाकबर्ग प्रशस्यते || ३३७॥ 
गव्य दीरं घृतं श्रेष्ठ, सैन्धवं लवणेषु च I 


घात्री दाडिसमम्लेषु पिप्पली नागर कटी ॥ ३३५॥ 

तिके पढोलवात्तांके मधुरे घृतमुच्यते | 

चोरं, पूगफलं शष्ठ कपाये सपरूषकम्‌ ॥ ३३६ ॥ 

शकरेक्षुविकारेषु पाने सध्वासवी तथा । 

परिसूंबत्सरं धान्यं, मांसं वयसि मध्यमे || ३४० ॥ 

अपयुपितमन्न तु संस्कृतं मात्रया शुभमू । 

फल पर्यागतं, शाकमशुष्कं तरुणं नवम ॥ ३४९ ॥ 
घान्यों भें-सांठी चावल, जौ, गेहूं, रक्तशालि, मूंग, अरहर, 


और मसूर श्रेष्ठ होते हैं। ate at में-छठाव, तीतर, सारङ्ग 

पत्ती, ger ( खेत हरिण ), पुण ( कृष्ण हरिण ), कपि्जल, 
मोर, ai ( मडुछी ) जीर कच्छप अष होते हैं। फळ वर्ग 
स-भनार, आंवला, दाख, खजूर, फाठसा, खिरणी भौर 


विजोरा नीवू श्रेष्ठ होते हैं। शाक वर्ग में-सतीन ( मटर ), 


तरुण और ताजी शाक श्रेष्ठ होती हैं ॥ ३३४-३३१ ॥ , 
अथ कृतान्नवर्गः | are 
अतः परं प्रवद्यामि कृतान्नगुणविस्तरपू | र 
लाजमण्डो विशुद्धानां पथ्यः पाचनदीपनः ॥ ३४२॥ 
चाताइुलोमनो हृद्यः पिप्पलीचागरायुतः। . £ 
स्वेदाग्निजननी लध्वी दीपनी बस्तिशोधनी ॥३४२। 
छुतदश्रमग्लानिृरी पेया चातानुलोमनी । : ० 
विलेपी तपंणी हृया आहिणी बलबद्धेनी ॥ ३४९ ॥ - 
पथ्या स्त्रादुरसा लघ्वी दीपनी क्लुत्तषापहा । _ „ 
बस्तिसंशोधन्नी वृष्या उ्वणातीसारयोहिता ॥ ३४५॥ 
हृद्या सन्तर्पणी वृष्या इंहणी बलबद्धेनी Ro 
शाकर्मांसफलैयुक्ता विलेप्यम्ला च दुजेस ॥ ३४६ ॥ 
,अब इसके अनन्तर gata ( सिद्ध किये gt) वर्ग के 
गुणों का विस्तृत वर्णन करते हैं। विरेचन-वमनादि से शुद्ध 
इये मनुष्या के लिये पिप्पली तथा शुण्डी के चूर्ण के प्रक्षेप 
से युक्त छाजमण्ड-पंथ्य, प्राचक, दीपक, वातानुलोमक तथा 
हृद्य होता दै ।' पेया-स्वेद तथा पाचकाझि की जनक, लघु, 
दीपक तथा सूत्रविशोधक होती दै एवं भूख, प्यास, थकावट 
जोर मन की weft की नाशक तथा वातानुळोमक होती 
है। “विलेपी-तृपतिजनक, ga, दुस्त को बांधने वाळी, बल- 
चद्धक, पथ्य, मधुर रसयुक्त, हळकी, अप्िदीपक तथा क्षुधा 
और प्यास की नाशक, afta की शोधक, शुष्य तथा उवर 
और अतिसार में हितकर है। झाक, मांस तथा फलों से युक्त 
उऊ सण्डादि यवागू पचने में कठिन होती है ॥ ३४२-६४६ ॥ 
विमरशः-~पिप्पलीनागरायुतः-पढङ्ग परिभाषा से या 
करक-विचि सेरमिकित १ कर्ष पीपछ और dis लेकर १ अस्थ 
जळ में पावें | aber होने पर छानकर उसी द्रवं से पेयादि 
चनावें । यथा--यदप्छु अतशीताइ षड़ङ्गादि प्रयुज्यते । कर्षेमत्र 
ततो द्र्य सार्थयेत प्रास्िकेऽम्मसि। भद्धशतं प्रयो्तव्य.पाने पेयादि- 
सबियी । अन्यक्ष--कर्षांद वा कणाशुण्ठयो करद्रव्यस्य वा परुस्‌ । 
विनीय पाचयेथुक्तथा वारिप्रस्थेत, चापराम्‌ ॥ दे 
सिक्यैरबिरहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता। «1८- 
विलेपी बहुसिक्था ere यवागूर्निरलद्रवा॥ ३१७. 


erg: ४६ | 


सूत्रस्थांनम्‌ । 


२११ 


` चावलों के सिकय (कर्णा) से रहित सण्ड- होता है । 
वेया fier ( तण्डुळ कण) युक्त होती है तथा विलेपी- 
थवागू अधिक सिक्‍य से युक्त एवं अल्प दव (याढी) 
होती हे ॥ ३४७॥ : 

विमर्शः--चावला से प्रायः मण्ड, पेया, विठेपी और 
यवागू , ऐसे चार पदार्थ तैयार होते हैं। ऐसी विचार धारा 
सी पड गई, जिससे यवागू मण्डादि से भिन्न होती है ऐसी 
प्रथा पडी हुई है! अन्नं पञ्जयुणे साध्य विलेपी तु चतुर्यणि । 
मण्डश्रतुर्दशगुणे यवागू* पड्युणे$म्मसि ॥ किन्तु चरक तथा 
वाग्भट ने यवागू को मण्डादि से एथक्‌ न मान कर मण्ड, 
पेया और at को यवागू के ही तीन भेद माने हैं। वाग्मट 
ने कृतान्न या ओदन के भण्ड, पेया और Haha ही तीन 
भेद लिखे हैं। थवागू का नाम भी नहीं है। 'मण्डपेयाविले- 
पौनामोदनस्य च खाघतम्‌॥ मण्डादिपरिभाषा--जके ,चतुदंशपले 
तण्डुलानां चतु'पलम्‌ | विपचेत स्तावयेन्मण्ड स भक्तो मधुरो लघु. ॥ 
at चतुदेशयुणे सिद्धो मण्डस्वसिक्थकः। लाजेवा. तप्डडैशृंटै- 
र्लाजमण्डः प्रकीर्तितः ॥ ( चाङ्गं ) । मण्डमेदाः--मण्डरत त्रिविधो 
शेय एकद्विन्रिपरिखुन* । लाजेमंट्रेस्मट्रैश तण्डुलैः परिसंस्कत”॥ 
पेया--चवुर्द॑शयुणे नीरे रक्तशाल्यादिभिः कृता । ठद्रवाधिका स्वद्प- 
fern पेया प्रोक्ता भिपग्वरेः ॥ ( भावपर०) । विठेपी--चतुयु- 
णाम्बुसंसिद्धा विलेपी धनसिक्थका । gem रहिता ख्याता 
शिथिलमक्तिका॥ : 

विष्टम्भी पायसो बल्यो मेदःकफकरो गुरु: | 

_कफपित्तकरी बल्या कृशरा5निलनाशनी ॥ ३४८॥ 

दुग्ध में पकाया हुआ ओदन ( खीर )-विष्टम्भकारक, 
बलवर्द्धक, सेदा तथा कफ को बढ़ाने वाळा .तथा शुरु होता 
है। तिळ, चावल, उड़द और मूंग की बनी खिचड़ी (इदारा)- 


कफ शौर पित्त को करने वाली, चळचद्धक तथा वातनाशक 
होती हे ॥ ३४८ ॥ 

धौतस्तु विमलः शुद्धो मनोज्ञः सुरभिः समः | 

"विन्नः सुग्रखुतस्तृष्णो विशदस्त्वोदनो लघुः॥ ३४६ ॥ 

अघौतोऽप्रखनुतोऽस्विन्नः शीतश्चाप्योदनो गुरु: | 

लघुः सुगन्धिः कफहा विज्ञेयो श्रृष्टतण्डुलः॥ ३५०॥ 

स्नेहेमोसेः फलेः कन्देवै दलाम्लेश्च संयुताः | 

शुरवो बृंहणा बल्या ये च त्ञीरोपसाधिताः ॥ ३५१ ॥ 

‘saan घोकर विमळ और ge करके सुगन्धित चाचलों 
का टीक पका हुआ तथा मांड निकाला हुआ एवं गरम तथा 
विशद ( चिकनाई रहित) ओदन (भात) छश होता है 
किन्तु बिना घोये हुये चावर्कों का आत जिसमें से मांड न 
निकाळा हो तथा जिसे अच्छा स्विन्न न किया (sae) 
हो एवं जो उंडा हो गया हो ऐसा ओदून ( भात) पचने में 
सारी होता है। भाड़ में शूने हुये अथवा तुषसहित पका 
के कूट कर निकाले हुये (ger) चावलों का भात पचने 
में हलका, सुगन्धयुक्त क होता दै। ga स्नेह, 
मांसरस, फळ, कन्द, मुंग आदि की दाऊ, अम्ल पदार्थ तथा 
दुग्ध इनके साथ पकाये हुए चाबळ पचने में भारी, gen 
तथा बळकर होते हैं ॥ ३०९-३५१ ॥ 


सुस्िज्नो निस्तुषो ae ईषत्सूपो लघुर्हितः ॥ ३५२ ॥ 
स्वि्नं निष्पीडितं शाकं हितं स्यात्‌ स्नेहसंस्कृतम्‌ | 
ahaa स्नेहरहितमपीडितमतो5न्यथा ॥ ३५३ ॥ 
तुपों से रहित तथा कुछ भून कर पश्चात्‌ स्विन्न (sare) 
कर बनाई हुई दाल पचने सें हलकी तथा हितकर होती है। 
प्रथम स्विन्न कर पश्चात्‌ निचोड़ के घतादि स्नेह तथा मसाला 
से संस्कृत (dis ) कर चनाई हुई शाक हितकारी होती है 
किन्तु विना उवाली, विना निचोडी भौर घुतादि संस्कार 
रहित शाके भहितकर होती हैं ॥ ३५२-३५३ ॥ 
विमशः का मांड तथा शाको को पका के 
निचोड़ कर उनका रस फेंकना आधुनिक विज्ञान-इछि से 
अहितकर हे । ऐसा करने से इन पदार्थो के खनिज, पदार्थ, 
प्रोटीन और विटामिन निकळ जाते हैं जिससे निर्वळता तथा 
रोग होते हैं। हां रुग्ण मनुष्यों की मन्दाझि की दृष्टि से ऐसा 
करना किसी तरह कुछ अंश में टीक हे परन्तु स्वस्थ के लिये 
ऐसा न करें। 
सांस स्वभावतो वृष्यं स्नेहनं बलवद्धेनम्‌ ॥ ३५४॥ 
स्नेहगोरसधाम्याम्लफलाम्लकटुकेः सह | 
सिद्धं मांसं हितं बल्यं रोचनं dant शुरु ॥ ३५५ ॥ 
तदेव गोरसादानं झुरभिद्रव्यसंस्कृतम्‌ | 
विद्यारिपत्तकफोद्रेकि बलमांसाग्निवद्धनम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
परिशुष्कं स्थिरं स्तिग्धं हषेणं प्रीणनं गुरु । 
रोचनं बलमेघारिनिमांसौजञःशुक्रबद्धनम्‌ ॥ ३५७॥ 
सांस--स्वभाव से ही वृष्य, Mess तथा चलूवर्द्धक 
होता है फिर उसे तेळ-घत आदि fara पदार्थ, तक्रादि गोरस, 
काञ्जी धान्यारळ, दाडिमादि vere तथा सरिचादि कड 
पदार्थों के साथ सिद्ध या संस्कृत कर देने से वह मांस हितकर, 
चळवर्द्वक, रुचिजनक, Jer और गुरुपाकी हो जाता है। वही 
सांस दही, छाछ आदि गोरस के मिलाने से तथा हिङु-भरि- 
चादि सुगन्धित ्रब्यों से सस्कृत कर देने से पित्त और कफ 
का प्रकोपक तथा शरीर के वळ, सांस रस का 
aes हो जाता दै। सूखा हुआ मांस-शरीर रता का 
जनक, स्निग्ध, en तृप्तिकर, पचने में भारी, रोचक, 
वळकर, shade, अभिदीपक तथा ओज और शुक का वद्धक 
होता है ॥ ३५४-३५७ Ul 
- विमर्षः--साँस के साथ दुग्ध सेवन वर्जित होने से गोरस 
से दुधि-तक्रादि ही BF । शाकाम्छपछपिण्याककुलत्यलवणाभिपे- । 
करीरदधिमाषैश्च प्रायः क्षीर विरुद्वथते॥ तथा “गोरसो दवितत्नञ्रे' ति 
देमकीप । परिशुष्क मांस--सिक्त वहुइते शष्ट सुहरुष्णाम्बुना 
ag । जीरकाचेर्घन मासं परिशुष्कं तदुच्यते ॥ 
तदेवोल्लुप्तपिष्टत्वाडुल्लुप्तमिति पाचकाः | 
परिशुष्कगुणेयुक्त वहो पकमतो लघु ॥। १५८॥ 
तदेन झूलिकाग्रोतमङ्कारपरिपाचितम्‌ | 
शेयं गुरुतरं किञ्चित्‌ प्रदिग्ध शुरुपाकतः ॥ ३५६ ॥ ` 
उल्लुप्तं भर्जितं fie प्रतप्तं कम्दुपाितम्‌ | 
परिशुष्कं प्रदग्धं च शूल्यं यच्चान्यदीइृशम्‌ | ३६० ॥ 


२१२ सश्रुवसंहिता | 
i VORP SN SS 
मांसं यत्तेलसिद्ध॑ तद्ी्योष्णं Frese गुरु। state ला 14 bien ball 
दीपनं हृद्यं रुच्यं अदप TH वाळे तथां क्षय aa 
लघ्वग्निदीपनं हृद्यं रुच्यं दृष्टिप्रसादनम्‌ ॥ १६१ ॥ is a 
अनुण्णवीय पित्तघ्नं मनोन्नं घुतसाधितमू ॥ ३६२॥ | यन्मासञुदुडुतरसं न तत्‌ पुष्टिबलावहम्‌ | | 
उस सूखे मांस को प्रथम खूब कूट कर (उल्डप्तमतिच्छिन् विष्टम्मि दुजेरं wa विरसं मारुतावहम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
पश्चात्पि्ट तत्य भाव उत्लप्तविष्टलम्‌ ) पश्चात खूब पीस कर पिष्ट जिस मांस को उवाळ कर रस निकाल लिया. हो वह 
सा बनाने से सूपकार उसे उरु! कहते दें तथा यह परिुप्क | पुष्टि और वळ देने घाला नहीं होता % तथा विष्टम्भकारक्‌, 
मांस के गुणों चाळा हो जाता है। इसी को चढि में पका | पचने में कठोर, रद, रसहीन तथा वातवर्द्धक होता है ॥३६७॥ 
लेने से उससे भी लघु हो जाता है । इसी मांस को शूडिक | दीघ्वाग्तीनां सदा पथ्यः खानिप्कस्तु परं गुरुः 11३६५) 


( छोह-शलाका ) पर छया कर्‌ कोयले की af पर पका लानिष्ड (fear हुआ सूखा मांस )-दीत अभिवाली डे 
छेने से कुछ भारी हो जाता है। इसी को स्नेहघान्याम्ळ छिये सदा ada द्या पचने में भारी होता है ॥ ३६८॥ 


तक्रादि से प्रदिग्ध कर देने पर विपाक में शुरु हो जाता है। | ०१ 5 Po पे 
उल्लस, भर्जित, fiz, प्रत्त, कन्टुपाचित, परिष्क, प्रंदिग्ध, | सांस निरस्थि सुरिवन्नं पुनद पेपितम्‌। . 


get तथा इसी प्रकार से वनाचा अन्यविध मांस एवं जो], " पिप्पलीशुण्ठिमरिचशुडसरपिःसमन्त्रितम्‌ ॥ ३६६॥ 
तैछ में सिद्ध किया हुआ हो वह मांस-उप्णवीर्य, पित्तजनक | ऐकध्यं पाचयेत्सम्यगू वेसवार इति स्मरतः | 
जोर shade है तथा me per आपि पचने से pelt चेसवारो Te: स्निग्धो बल्यो वातरुजापहः ।।३७०॥ 
पाचकाझि-दीपक, हृद्य, रोचक, सादक, * , |, ढं : 
पित्तनाद्वाक और मनोज्ञ ( चित्तप्रिय ) होता दे ॥३५८-३६९॥ | _ घेसवार--मांस को. निरस्थि ( अस्थिरहित ) करके उबळ 


कर पुनः पत्थर ¢ सील ) पर पीस कर उसमें dias, dis, 
, काळी मरिच, गुड तथा घृत उचित प्रमाण में मिला कर ge 
पात्र में ठीक तरह से पका लेवे । इसे 'वेसवार? कहते हैं।, 
वेसवार-पचने में भारी, fra, वळवद्धक तथा वात रोगों को 


विमशः--मलितादीना छक्षणन--भर्मित स्याद्‌ घृतादौ तु 
पिट्ठा यत्साधित पुन । अपूपादिकृत पिट दषिटाडिमसौरमे । सिद्ध 
साञ्यैस्तथाऽनाजीसामुद्रमरिचरपि | अङ्गारादिषु यत्पक्व प्रतप्त तदु 
ठाहृतम्‌ ॥ पिशित सौरमैंलिस्त कन्दुपक्व मधुप्रभम्‌। राजिकारल्क्लि 
च कन्दुपाचितमुच्यत्त ॥? परिशुष्क्मुक्तम्‌ “ata गोरसादान प्रदि- 
ग्धमिति विश्वतन्‌! इति परिशुष्कलक्षणस्या्रे वोध्यम्‌। feat 
परिक्षिप्ते निष्पीडित तत. । सिवत्वा सित्रल्वाऽम्बुवारामिर्विघूमेऽग्नौ 
प्रतापयेत्‌ ॥ फलाम्लेनापि यत्पक्व शूरय तत्सीरभान्वित्तम्‌॥१ इति। 
प्रीणनः प्राणजननः श्वासकासक्षयापहः | ३६३ ॥ 
वातपित्तश्रमहरो हृद्यो मांसरसः स्मृतः | 
स्मृत्योजःस्वरहीनानां ब्यरक्षीणक्षतोरसाम्‌ ॥ ३६४॥ 
भप्नविश्लिएसन्धीनां कृशानामल्परेतसाम्‌ | 
आप्यायनः संहननः शुक्रदो बलवद्धेनः। - | 
स दाडिमयुतो gem: संस्कृतो दोषनाशनः ॥ ३६४॥ 
माॉँसरस--चृसिकारक, आराणजनक, श्वास, कास, क्षय, वात, 
पित्त और थकाचट का नाशक तथा हृद्य होता है एवं स्ट्रति, 
ओज तथा स्वर से हीन, ज्वर से win, wage छातीवाले, 
भस्थिभ तथा सन्धिविश्लेपयुक्त, ede, wend वाळे 
ऐसे मनुष्या के लिये हितकर तथा आप्यायन ( न्यूनता का 
पूरक ), संहनन ( शरीर-ठादर्थकारक ), चीर्यजनक तथा बळ- 
Fas होता हैं। उसी मांसरस म॑ दाडिम ( अनार ) का रस 
निरा कर कटकादि तथा सुगन्धित zat (मसाला) से संस्कृत 
कर दिया जाय at aor तथा दोपनाशक हो जाते हे ३६३-३३५ 
मीणनः सर्वभूतानां बिशेपान्युखशोपिणाम्‌ | 
छ्ुत्तप्णापहर: Ay: सौरावः स्वाहुशीतलः॥ ३६६॥ 
सौराव ( शोरवा )-सव॑ आणियों के छिये तृततिक्रारक. तथा 
विशेषकर सुसशोपियो के लिये हितकर, क्षुधा और प्यास को 
नष्ट करने वाळा, उत्तम स्वादु और शीतळ होता हे ॥ ३६६ ॥ 


विमशः--झोरवा-कफपर, दीपन तथा eu होता है यह 


नष्ट करता हे ॥ ३६५-३७० ॥ 


विमर्शः--जेसवारलक्षणम्‌--'भनत्यि पिशित पिष्ट स्विन्न 
गुडघतान्वितम्‌ । कृष्णामरिचसयुक्त वेसवार इति स्मृत !॥ आत्रेयस्तु- 
“चित्रकं पिथलीमूळ पिप्पळीचव्यनागरम्‌ | धान्याक॑ रजनीरवेततण्ड 
लाश्व समाशका 1 वेसवार इति ख्यात शाकादिषु नियोजयेत॥' इति। 


कफन्नो दीपनो ea: शुद्धानां त्रणिनामपि । 
Ba TATA BATT HATHA ॥ RZ _ 
कृत ( ससालों द्वारा संस्कृत) चथा अकृच ( असंस्कृत ) 
सुद्दयूप-कफनाशक, अभिदीपक तथा हृद्य होता है एवं चमन" 
विरेचनादि से शुद्ध हुये-सचुष्य तथा aftrit के लिये अत्यन्त 
पथ्य होता है ॥ ३७१ ॥- ठ 
विमर्शः--यूपः--अष्टादशयुणे aR शिम्बरीधान्यश्टनो रसः। 
विरछान्नो धन. किञ्चित पेयात्रो यूप उच्यते ॥ ( भाव प्र० ) । 
ae दाडिममृद्टीकायुक्तः स्याद्रागखाडवः | - 
रुचिष्यो लघुपाकश्च दोषाणां चाविरोधक्कत्‌ ॥३७२॥ 
मुहयूप में अनार का रस तथा पीसे हुये gas का रस 
या कर्क निला दिया जाय तो उसे 'रायपाडव? कहते हैं । यह 
रोचक, पाक में og तथा वातादि दोषों का परस्पर अविरोधी 
होता है ॥ १७२ ॥ 
विसशः--अन्यो5पि रागखाडव'--आममात्र लचाहीन दिखियाँ 
खण्डित तत gata च ager मरिचेलेन्दुवासितम्‌ 1- स्थापित 
frags रागसाडवसशितः' ॥ अपि च-किथित x gel 


पेत सहकारफ़ळ नवम्‌। तैळनागरसयुक्त विज्ञेयो रागसाडवः ॥! 
इति वोध्यः। _ ५ 


मसूरयुद्ठगोधूमकुलत्यलवणे: कृतः । 


~ 


श्रध्यायः ४८ ] 
कफपित्ताविरोधी स्याद्वातव्याधी च शास्यते ॥ ३७३ ॥ 
मृद्ीकादाडिमेयुक्त: स चाप्युक्तो$निलार्दिते | 
रोचनो दीपनो Sa लघुपाक्युपदिश्यतते ॥ ३७४ ॥ 
_ मसूर, मूग, गेहूँ और कुछथी इनका एथक्‌ gas बनाया 
डुभा लवणयुक्त यूप-कफ तथा पित्त का अविरोधी तथा वात- 
ब्याचि में श्रेष्ट होता हे 1 इन्हीं यूपों में थदि किसमिस का रस 
या कल्क तथा अनार का रस मिला दिया जाय तो वात रोगों 
से अर्दित ( पीढित ) रोगी के लिये हितकर होता दे तथा 
रोचक, अभिदीपक, हृद्य और पचने में इळका होता है ॥ 
- पटोलनिम्बयूपी तु कफमेदोविशोपिणी | 
~ = दीपनी A a, 
पित्तन्ना दीपना sat कृमिकुष्टन्वरापहा ॥ ३७५॥ 

, पटोल तथा निस्व का यूप-कफ और मेदा का शोपण करते 
Zan पित्तनाशक, अझिदीपक, हृद्य के लिये हितक्रारी 
ad कृमि, कुष्ठ तथा ज्वर के नाशक हैं ॥ २७३॥ 

शवासकासग्रतिश्यायग्रसेकारोचकब्तरान्‌ । 
हन्वि मूलकयूपस्तु कफमेदोगलामयान्‌॥ ३५६ ॥ 
मूली का यूप--खास, कास, ्रनिश्याय, छाछठादि फा 
aa, अरुचि, उबर, कफरोग, मेदोरोग तथा WS के रोगों को 
नष्ट करता है ॥ ३७६ ॥ 

कुलत्ययूपो5निलहा श्वासपीनसनाशनः | 

तृणीप्रनृणीकासार्शोयुल्मोदावत्तेनाशनः ॥ ३७७॥ - 

कुलयी का थूप--वातनाश्यक, श्वास तया पीनस रोय का 
नाशक पूर्व तूगी, प्रतितणी, कास, अर्ग, गुरम तथा उदाचत्त 
का नायक दै ॥ ३४२ ॥ ड 

विमशंः--तूनी set च वातरोग” । तत्र तूणी-प्रतृणी-लक्षण 
agate निदाने-अधो या वेदना याति वर्चोमृत्राशयीत्थिता । निन्द- 
तीव युदोपर्वं सा तूणीत्युपदिञ्यते 1 झुद्रोपस्थोत्यिता सैव प्रतिलोमः 
Pratt 1 ae: पकाय याति प्रतितृणीति सा स्मृता ॥? इति t 


दाडिमामलकेगृंपो द्यः संशमनो लघुः॥ ३७८॥ _ 

_ आणाग्निजननो मूच्छामेदोव्नः पित्तवातजित्‌ | 
सुहामलकयूपस्तु माही पित्तकफे द्वितः ॥ ३७६ ॥ 
यवकोलङ्लत्यानां शपः कण्ठ्योऽनिलापहः | 
सर्वेघान्यक्षवस्तददद्‌ ZEN: प्राणवद्धेनः ॥ ३८० ॥ 

अनार तथा आंवळों के साथ बनाया हुआ-अुद्रादि का 
यू१-हद्य, दोषों का संदाभक, पचने में हठका, प्राण तथा 
qa का जनक पुवं मूर्च्छा, मेदोरोग, प्चिरोग तथा 
वातरोगनाशक होता दे। मग-आांवळे का यूष--दस्त को 
aaa वाळा तथा पित्त और कफ के रोग सें हितकारी होता 
है । जौ, कोळ ( वद्र ) तथा कुछथी इनका संयुक्त या was 
पृथक बनाया हुआ यूप--क्रण्ठ के लिये हितकारी तथा चातः 
रोगों का नाशक दे। उसी प्रकार ,सर्व प्रकार के घान्या से 
बनाया हुआ यूप-बुहण वथा प्राण शक्ति का चर्दक होता दै ॥ 


शवडकाम्बलिकौ हृद्यौ तथा वातकफे दितौ । 
बल्यः कफानिलौ हन्ति दाडिमाम्लोऽसिदीपनः।३८१॥ 


सुतरथानम्‌ । 


२१३ 


दध्यम्लः कफकृद्रल्यः स्निग्धो वातहरो गुरुः | 
तक्राम्लः पित्तकृत्‌ प्रोक्तो विपरक्तप्रदूषणः || ३८२॥ 


सड और काम्बळिक यूष-हद्य तथा वात और कफ के 
रोगों में हितकर RIE दाठिम के रस से खट्टा किया हुआ 
यूप--वलवर्दक तथा कफ और वात का नाशक होता हे तथा 
अभि को दीक्ष करता दै | दही से खट्टा किया हुआ यूप--कफ- 
कारक, वख्चद्वक, स्निग्ध, घात का नाशक तथा पचने में 
भारी होवा हे! छाछ से सद्दा किया हुआ यूप-पित्त का जनक 
तथा विप और रक्त का प्रकोपक होता हे ॥ ३८१-६८२ ॥ 

विमर्शः--छटकास्व॒लिकी यूपवित्रेपी । तत्र लडो द्विविध.- 
सतक्रशमीधान्य- सतक्रशाऊश्व | तदुक्तम्‌-सतक्राणि झमीधान्यानि 
स्निग्धानि सत्य्राइकाणि सलानि? इति। cetera “खळ › 
‘ae’ इति पर्यायी । सतक्रज्याकत्तु-- 'कपित्यतक्रचाङ्गेरीमरिचाजा- 
जिचित्रके । aan ग्यढयूयोऽयमव काखलिको5परः । दध्यम्ल- 
लवणस्नेद्वतिल्मापसमन्वित ? ॥ नल -- तिल asta कृत्वा पिष्टं 
क्षीरे तर्यद्दोपितम्‌। पटे पूत पचेद्धीमानाद्रंकावापिते एते ॥ afer 
जाजिसामुद्रयुक्तस्निळखडो* भवेत? । 'दधिमस्त्वम्टसिद्स्तु यूपः 
काम्बलिकः स्वत । पुनः सौवरचंलाजाजीवीजपूरकसीरमे । सयोज्य- 
मयिनः स्वच्च ण्व काम्वलिको मवेत्‌ ॥? इति । 


खडाः खडयत्राग्बश्च Tear: पानकानि च | 

एचसादीनि चान्यानि क्रियन्ते वेद्यवाक्यतः ॥३८३॥ 

असनेहलवणं सर्वमकृतं कडुकेर्बिना | 

विज्ञेयं लवणस्नेहकटुकैः संयुतं कृतम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
„ सडयूप, खढयचागू , पाठच, पानक sata पेय पदार्थ 
वेद्य के कथनाचुसार बनाये जाते ६। इन सबको यदि स्नेह 
तथा लवण और कटुक ( diz, मरिचादि मसालों ) के विना 
बनाये जाय तो उन्हें age कहते हैं तथा लवण, स्नेह और 
कटुक से संस्कृत कर बनाये जाय चो कृत? कहळाते हैं ॥ 

खडा" पूर्दोकलक्षणा , खट्यूयसिद्धा यवाग्वः खडयवाग्व , 

पाडवा. = मधुराम्खद्रन्यकृता', तत्लक्षणम्‌---स्पष्ठम्लमघुरों5स्पष्ट - 
कपायळवणोषणाः | अततिक्ता' पाडवाः कोलकुलत्ववदरैः इताः i 
इति कोठकपित्यवदरेरिति पाढठान्तरन्‌। पानकानि = द्राक्षाऽम्लिः 
काऽऽदिङनानि पेयानि, तछक्षणम्‌--द्रवाक्षामधूकसजूरकाश्मय, सप- 
रूपका" । gens कल्पित पूत शौत कर्पूरवासितम्‌॥ पानक पञ्चः 
साराख्य दाइतृष्णानिवर्तफम्‌ | त्रिजातमरिचार्थेस्तु सस्ता. ,पानका 
स्तथा ॥! इति । 

अथ गोरसघान्याम्लफलाम्लेरन्वितं च यत्‌ | 

यथोत्तर लघु दितं संस्कृतासंस्कृतं रसम्‌ ॥ ३८५ ॥ _ 

गोरस( ददी, BIg), Tea ( काञ्जी ) तथा फलाग्ळ 


इनके साथ मिलाया हुआ तथा मंसालों से संस्कृत तथा 
असंस्कृत मांसरस यथोत्तर पचने में हलका तथा हितकारी 


होता हे ॥ ३८५ ॥ $ ६ 
दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूपः काम्बलिकः wa: | 
तिलंपिण्याकविकृति' शुष्कशाक विरूढकप्‌ | ३८६॥ 
सिण्डाकी च गुरूणि स्युः कफपित्तकराणि च | 1 
तद्वञ्च वटकान्याहुर्बिदाहीनि गुरूणि च.॥ ३८७ |. 


~ 


११४ सुत्रतसाहता | 

दृष्टी का पानी तथा अन्य खटाई से सिद्ध किया हुआ | ज्ञात्वा प हि किए दग om जाला मात्रा TENE 
यूप काम्बलिकः कहछाता है। तिळा की खळ के वने, अनेक | पानकानां यथायोगं गुरुलाघवमादिशेत ॥ रे८६ ॥ 
पदार्थ, gras, अधिक अङ्करित धान्य और सिण्डाकी-- - इति कृतान्नवर्गः | 
ये सब पचने में भारी तथा कफ और पित्त को पैदा करते ' 
हैं। चटक ( बढ़े ) भी सिण्डाकी के समान ही होते हैं। किन्तु 
विशेषतया विदाहजनक और गुरु होते हैं ॥ ३८६-३८७॥ 


लघवो बृंहणा वृष्या EAM रोचनदीपनाः | 
तृष्णामूच्छाश्रमच्छर्दिश्रमन्ना रागषाडवाः ॥ ३५८ ॥ 
रसाला दुंहणी बल्या Reaver वृष्या च रोचनी | 
स्नेहन शुडसंयुक्त हृद्यं दष्यनिलापहम्‌ ॥ ३५९॥ 
रागपाढव--पचने में लघु, वळजनक, TT, हथ, रोचक, 
पाचकामिदीपक होते हैं तथा प्यास, मूर्च्छा, अम, वमन और 
थकावट को नष्ट करते हें | रसाळा-्ंदणी, वळकरी, स्निग्ध, 
वृष्य तथा रुचिकरी होती दै। गुड मिश्रित दृही-शारीर में 
स्नेहन करने वाळा, हथ तथा वातनाझक होता है ॥३८८-३८५॥ 
विमश्चीः-ताग--'सितारुचकसिन्धूत्यै सवृक्षाम्लपरूपके'। जम्बूः 
फ़लरसैयुक्तो रागो राजिकया कृत ॥' इति। रसाला = शिखरिणी, 
तस्लक्षणम्‌--*सचतुर्जीतकाजाजितसिताद्रंकनागरम्‌ । रसाला स्या- 
न्दखरिणी ave ससर दधि’ ॥ अपि च--अर्धाठक सुचिरपर्यु- 
पितस्य दध्न'-उण्टस्य पोटशपळानि शदिप्रमस्य। सपि.पळ मधु- 
पल मरिचे द्विकर्प-शुण्डथा पळार्थमपि चार्धपल freer री aan 
पटे सुविमळे स्रदुपाणिशष्टा कपूरधूलिसुरभीकृतमात्रसस्था । एपा 
वृकोदरळूना सरसा रसाला इति?। 


' सक्तवः सर्पिपाऽभ्यक्ताः शीतवारिपरिष्लुताः | 
नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्युपदिश्यते ॥ ३६०॥ 
मन्थः सद्योबलकरः पिपासाश्रमनाशनः । . 
साम्लस्नेहगुडो मूत्रकच्छोदावत्तेनाशन: ॥ ३९१॥ - 
शर्करेक्षुरसद्रात्ायुक्तः पित्तविकारलुत्‌ | 
द्राक्षामधूकसंयुक्त; कफरोगनिबईणः | 


गुड से बनाया हुआ पानक खटाई युक्त ही अथवा खटाई 
रहित हो--पचने में आरी तथा सून्रजनक होता है। उसी 
गुद के पानक में खण्ड (मिश्री ), किसमिस, शक्कर, अम्ल: ., 
द्रव्य तथा मरिचादि तीचण goa और हिम ( कर्पूर) मिला 
हेने पर दोपरहित (निरत्यय) हो जाता है। झद्दीका 
( किसमिस, सुनछा या ST ) का पानक--थकावर को दूर 
करने चाळा तथा मूर्च्छा, दोह और ठूपा का नाशक होता 
हे। फाळसे तथा वेरा का पानक-ह्य तथा 
होता है। मिन्न भिन्न प्रकार के दर्या के संयोग तथा संस्कारों 
का विचार कर पानकों की मात्रा तथा यथायोग्य गुरु और 
By का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३९६-३९६ ॥ 


अथ भद्यवगे. | | 
वक्ष्याम्यतः परं भत्त्यान्‌ रसवीयेविपाकतः ॥ ३६७ ॥ 


, अव इसके अनन्तर रस, वीर्य और विपाक की दृष्टि से - 
weg आदि भचय पदार्थों का वर्णन करते हैं ॥ ९९७॥ . 


सच्याः ACHAT बल्या इष्या CIT: सुगन्धिनः | 
अदाहिनः पुष्टिकर दीपनाः पित्तनाशनाः ॥ ३३५ ॥ 
तेषां प्राणकरा हया घुतपूराः कफावद्दाः | 
चातेपित्तहरा TEM गुरवो रक्तमांसलाः URES _ 
‘+ 'चीर ( दुग्ध ) से वनाये हुये ( खोये के eg ) पदार्थ-८ 
वळवडक, वृष्य, हृद्य, सुगन्धित, दाह नहीं करने 'वाळे, 
शारीरघुष्टिकर, पाचकाञ्चिदीपक तथा पित्तनाशक होते हें। 
इनमें से घृतपूर ( घेवर )-आ्णदक्ति ( वायटेळिटी ) को 
बढ़ाने वाळे, हृद्य, कफजनक, वातपित्तनाशक, Te, पचने 
A में भारी तथा रक्त और मांस के बद्धक होते दें ॥ ३९८-२९९ ॥ 
त्रयेणोपहितो मलदोपानुलोमनः ॥ ३६२॥ विमशः--श्तपूरा. = विवर? इति ख्याता । तल्लक्षणम्‌ 
धृत मिंडाये हुये तथा ठंढे पानी से भिंगोये (साने) “मर्दिता समिता क्षीरनारिकेरसितादिभिः | rama ते पको घृत- 
हुये, न अधिक पतले तथा न अधिक गाढे ऐसे agit को पूरोऽयसुच्यते' ॥ समिता = गोधूमचूर्णम्‌। प्रकारान्तरम्‌-गोशूमः 
"मन्थ? कहते हैं। भन्य--तुरन्त चलवर्द्धक एवं पिपासा तथा चूर्ण सक्षम च स्वच्छ तस्मिन्‌ छत क्षिपेत्‌। यावत्तत्‌ पिण्डता गच्छेत्‌ 
थकान का नाशक होता है । खटाई, स्नेह तथा गुड़ से पश्चादुर्धे विमदंयेठ.। फेनयित्वा द्रवीभूते तत पात्रे त न्यसेत्‌ । 
मंय--मूत्रक्च्छू और उदावर्तं को नष्ट करता हे । ध्रा र सशब्दे सुरते wR तस्य थारामपासजेत्‌। यावच व्याप्य तत्पात्र 
फा रस तथा ट्राक्षा से युक्त मन्थ--पित्तविकार को नष्ट करता प्रसरेद, एतपूरक* । यत्किद्वित्तान्नता याते खण्डपङ्के निमज्जयेत. Wee 


Fa 2-30 0237 करीन च. आण गौडिका भ्या गुरयोऽनिलनाशनाः | 
राचा, दराचा, मधुक) से युक्त क ' अदाहिनः पित्तह्राः शुक्लाः कफवद्धनाः ॥ ४०० ॥ 
छोमन करता है ॥ ३९०-३९२ ॥ "|. शुड से बनाये हुए भय (माख्यए, goa? आदि 9 
पदार्थे-हण, पचने में भारी, वातनाशक, अविदाही, पित्त- 
नाशक तथा शुक्र और कफ के वद्धेक होते हैं ॥ ४०० ॥ 
मघुमस्तकसंयावाः पूपा ये ते विशेषतः | 
शुरवो इ दणाश्चैव मोदकार्तु सुदुजराः ॥ ४०१ ॥ 
मधुमस्तक ( अधुशीर्षक ), संयाव ( हळवा ) तथां पूप 
( मांठपुए )-थे पदार्थ विशेषतया पचने में भारी तथा बुंहण 


गीडमम्लमनम्लं या पानकं गुरु मूत्रलम्‌ 
तदेव खरडमृद्रीकाशकरासहितं पुनः | oR : 
साम्लं सतीच्णं सहिमं पानकं स्याज्ञिरत्ययम्‌ ॥३६४॥ 
मार्द्दीक तु श्रमहरं मूच्छांदाइट्पापहम । 

परूपकाणां कोलानां set विष्टम्भि पानकम्‌ ॥ ३६५ ॥ 


अ्रच्यायः ४६ ) 


होते हैं एवं मोदक ( बेसन, झाटे, मूंग के veg )-पचने में 
कठिन होते हैं॥ ४०१ ॥ 


विमर्शः--समिता वेष्टिता मध्ये मधु दत्ता अता छते । 


मस्लफमुद्दिध्न? । अपि च--मघुतैलएनैमंध्ये वेष्टिताः समिताश्च 
याः। मधुमस्तङसुदिष्ट तस्याख्या परिमार्जनम्‌ ॥? इति । मघुमस्तका 
एव मधुशीषंका उच्यन्ते इत्ति उल्दण.। तत्र मधुशोपेकलक्षणमाद्द 
चछः--विमयं समिताचूर्णं wera युडान्वितम्‌ । एनावगाहे शुडिका 
वृत्तां पञ्चा सकेशराम्‌॥ सौगन्धिकाधिवासा च कुर्यात्पूषलिका 
युधः। स ण्व सण्टसयाव सिताम्रातमपूरित । manera चेव 
वेष्टितो मधुशीर्षक ॥' इति। संयाय -सयावस्तु घृतक्षीरगटगोधूम- 
पाकजः | समिता घृतदुग्धेन मोदयित्वा सुशोमनाम्‌। पचेद्‌ धृतो- 
'तरे सण्डे क्षिपेद्‌ भाण्डे नवे ततः । सयावोऽसी युतश्रूणॅ. उण्डेला- 
मरिचाद्रकैः ॥? इति । 
रोचनो दीपूनः स्वये; पित्तन्नः पवनापहः | 
शुरुसष्टतमञ्चैव सट्टकः ध्राणवद्धेनः॥ ४०२॥ | 
aes ( श्रीखण्ड समान पदार्थ )--रोचक, दीपक, स्वरः 
वर्दक, पित्तशामक, वातनादाक, पचने में भारी, अत्यन्त मीठा 
( मृष्टतम ) और प्राणशक्तिका ads होता हे ॥ ४०२॥ 
विम्ः-सट्टकलक्तणम्‌-वग्नत्योपसण्हैस्तु दधि निर्मथ्य 
गालितिम्‌ 1 wd दाठिमसयुक्त चन्द्रचूर्णावचूणितम्‌ ॥ सङ्क 
पाचका आइः। - 
हृद्यः सुगन्धिमेघुरः स्निग्धः कफकरो शुरुः | 
चातापहस्टृप्तिकरो बल्यो विष्यन्द्नः स्मृतः ॥ ४०३॥ 
पिष्पन्दन- हृ, सुगन्धित, मधुर, स्निग्ध, कफजनक, 
पचने में भारी, वातनाशक, afters तथा बलबर्द्धक 
होता है ॥ ४०३ ॥ 
विमशः-विष्यन्दुनपरिचयः-आमगोधूमचूणंञ्च aft gic 
शुडान्वितम्‌ । नातिसान्द्रो नातिघनो विष्यन्दो नाम नामतः ॥ 
व 'हणा वातपित्तन्ना भच्या बल्यास्तु सामिताः | 
SM पथ्यतमास्तेषां लघवः फेनकादयः Ul ४०४ Ut 
सामित ( गेहूं के पिष्ट के बने सर्च पदार्थ )-शरीर पुष्टि- 
कर, चाठपित्तनाशक, वलवर्द्धक, ह्य तथा अतीव पेथ्यकारक 
होते हैं । उनमें फेनक ( फीणी ) आदि पदार्थ अधिक हलके 
होते हैं ॥ ४०४ ॥ ी 
दिमर्शः--फ्रेनका --विमर्थ विमलां ger समिता नाति- 
शर्कराम्‌ । सवेष्टनाय Ta सरपाकं धृते पचेत्‌। फेनक फेनस- 
हार सम्पूर्णशरिसन्षिमम्‌ ॥? इति | 
युद्रादिवेसबाराणां पूर्णा विष्टम्भिनो मताः | 
चेसबारैः सपिशितेः सम्पूर्णा युरुद्ट णाः ॥ ४०५॥ 
gale वेसवार से भरे हुये सामित-दिष्म्मजनक होते 
हैं। मांसादि बेखवार से भरे इये सामितं-भारी तथा शरीर 
को पुष्ट करती है ॥ ४०५॥ 
पाललाः श्लेष्मजनना$ शष्कुल्यः कफपित्तलाः | 
वीर्योष्णाः पेष्टिका भच््याः-कफपित्तप्रकोपणाः | ., 
-विदाहिनो नातिबला शुरवञ्च विशेषतः ॥ ४०६ ॥- ` 


र का 


सूत्रस्थानम्‌ | 


२१% 
पलळ ९ तिळ चूर्ण ) से चने हुये होते हैं एवं मोदक ( बेसन, आदे, संग के रब )--पचने में | पछल ( तिळ चूर्ण ) से चने हुये पदार्थ (aes )--कफ- )--कफ- 
जनक होते हैं तथा शष्कुली ( पूढियां )--कफ और पित्त 
उत्पन्न करती हैं। fies ( तण्डुळ चूर्ण) से चने पदार्थ 
Cafes )~उप्णवीर्य, कफपित्तप्रकोपक, विदाहकारक, अधिक 
चल नहीं देने वाले तथा विशेषकर पचने में भारी होते हैं ॥४०६॥ 

वैद्ला लघवो भ्या: कपायाः सृष्टमारुता: ॥४०७॥ 

विष्टम्भिनः पित्तसमाः श्लेष्सन्ना भिन्नवचसः | ` 

बल्या .वृष्यास्तु गुरवो विज्ञेया मापसाधिता; ॥४०८॥ 

दालों (द्विदळ धान्यों) के भचय पदार्थ--पचने में हलके, रस 

में कपाय, वातजनक, चिएम्भकारक, पित्त को समान रखने 
वाले, कफनाशक तथा भळ का भेदन करने वाले होते हैं। 
माप (seq) से बनाये हुये भचय पदार्थ-वळवद्धक, दृष्य 
और पचने में भारी होते हैं ॥ ४०७-४०८ ॥ 


कूर्चिकाविकृता भक्त्या गुरवो नातिपित्तलाः | 

विरूढकक्कता भक्त्या गुरवोऽनिलपित्तलाः ॥४०६॥ 

विदाददोत्तलेशजनना Sat दृष्टिप्रदूषणा: | 

ह्या: छुगन्धिनो सच्या लघवो घृतपाचिताः ॥४१०। 

वातपित्तहरा बल्या वणदष्टिप्रसाद्नाः | 

विदाहिनस्तैलकृता गुरवः कटुपाकिनः ॥ ४११॥ 

कूचिका ( दुग्ध के फटे हुए घन भाग ) से वने हुये 

(gett जामुन, रसगुरळे आदि ) पदार्थ-पचने में भारी 
तथा अधिक पित्तजनक नहीं होते हैं । विरूढ ( भङ्करित ) 
धान्यो को पीसकर उनसे वनाये हुये Wet पदाथ-पचने में 
भारी, वातपित्तवर्द्धक, विदाह तथा उत्क्लेश पदा करने वाले, 
रूह तथा इष्टिदूपक होते हैं। घी में चनाये हुये भवय पदार्थ 
हथ, सुगन्धित, पचने में हलके, वातपित्तनाशक, वळवद्धक 
तथा शारीर के रंग और इटि के प्रसादक होते हैं। तेल से 
बनाये हुये भचय पदार्थ-विदाइजनक, पचने सें भारी, विपाक 
में कडु तथा गरम होते हैं एवं वायुनाशक तथा दृष्टिदूषक, 
पित्तजननक तथा त्वचा के दूपक होते हैं ॥ ४०९-४११ ॥ 


उष्णा मारुतदृष्टिन्नाः पित्तलास्त्वक्प्रदूषणाः ॥ ४१२ ॥ 
फलमांसेक्लुविक्ततितिलमापोपसंस्क्ताः | 
WM बल्याश्च शुरवो इ हणा हृदयप्रियाः ४१३॥ 
कपालाङ्गारपकास्तु लघवो वातकोपनाः | 
सुपक्वास्तनवञ्चैव भूयिएं लघवो मताः ॥ ४१४॥ ` 
GSR, मांसवर्ग, इछुविकार तथा तिळ, साप ( उड़द ) 
आदि डाळ कर बनाये हुये भय पदार्थ--वळूजनक, प चने 
में भारी, शरीर--पुटिकिर तथा हृद्य को प्रिय छगने चाळे 
होते हैं। कपाळ (मिट्टी के ठीकरे ) या तवे पर बनाये हुये 
पदार्थ-पचने में छघु तथा वायुकोपक होते हैं। यदि ये ही 
पदार्थ खूब पके हुये तथा पापड़ के समान पतले हों तो पचने 
में अत्यन्त हलके होते हैं ॥ ४१३-४१४॥ 
सकिलाटादयो भक्ष्या शुरवः कफबड्धनाः | 
SCAT वातला रूक्षा गुरवो मिन्ननचेसः ॥ ४१५॥ 
क्रिाट आदि से बनाये हुये भवय पदार्थ-पचने में भारी 


स्य po सश्रतसैहिता | 
इक होते हैं। हरमाप--वायुकारक रूष, शुरु तथा को नष्ट करता है। नुतन चावछ--पचने ps रस 
ayer होते है ens ee में मधुर होते हैं तथा पुराने चावल-- AIT, भश 
विमशः--किलाटलक्षणम्‌-नश्दग्पस्य पवस्य पिण्डः प्रोक्तः और प्रमेहनाशक होते हैं ॥ ४२२ ॥ 
काटः । कु्मापळचणमु--अ्डस्सित्नाह्च गोधूना अन्ये च ्रऽ्यसंयोगसंस्कारविकारान्‌ समवेच्य ठु | 
चणकादय' । कुरमापा इति कथ्यन्ते | यथाकारणमासाद्य भोक्तृगां छन्दृतोऽपि वा | 
उंदावत्तेहरो वाट्यः कासपीनसमेहलुत्‌ | भद्यादयः प्रकल्प्याः स्युत्तदा सुनिपुणो भिपक्‌। 


~ 


घानोलुम्बास्तु लघवः कफमेदोविशोषणाः ॥ ४१६॥ दरव्यसंयोगसंस्कारविकारान्‌ समवेच्य तु! = 
भूते हुये यवादि से बनाया हुआ चाव्य--उदावते, कास, अनेकद्रव्ययोनित्वाच्छाखतर्तान्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥8२३॥ 
नेस तथा प्रमेह को नष्ट करता है। घान ( भूने हुये जौ ) इति भच्यवर्गः | 


तथा sora ( अझ्निपक् चने = होरा )-पचने में हलके तथा 
कफ भौर Haale का शोपण करते हैं ॥ ४१६॥ 
स्ततो व हणा इष्यास्टष्णापित्तकफापहा' | 
पीताः सद्यो बलकरा भेदिनः पवनापहाः || Be Il 
गुर्वी पिण्डी used लघ्वी सैव विपर्ययात.। 
सक्तनामाशु जीर्येत सृढुत्वादबलेहिका ॥ ४१८॥ 
पानी में एक दिन मिंगो कर सुखा के आखली में खाण्ड 
az भाद में सुनाये हुये जौ, गेहूं, चने को चक्की में पीस 
कर चनाये हुये सत्त--शरीर-पुष्टिकर और वृष्य होते हैं तथा 
प्यास, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं। इन्हें पानी में घोळ फर 


अनेक प्रकार के भदयादि zeal के संयोग, शृत तेल तथा 
मसालो[से संस्कार तथा अनेक रूप में aaa हुये विकार 
( खाथपेयादि पदार्थ ) किंवा विकार अर्थात्‌ रोग इन्हे भळी- 
' भांति देखकर तथा रोग या नीरोग आदि अवस्था या दोष- 
प्रकोप का भी'विचार कर तथा भोक्ताओं की इच्छा का भी 
ध्यान रख के उन अनेक द्वन्यों की योनि ( उत्पत्ति ) भिन्न 
भिन्न होने से शाख के असार ही उनके गुण दोपों तथा सेवन 
करने के तरीकों का वर्णन करना चाहिये ॥ ४२३ ॥ 


अतः सर्वानुपानान्युपदेद्यामः | 


छवण-मरिच मिला के अथवा शर्करा मिला के पीने से तुरन्त अम्लेन केचिह्विहता सनुष्या- 
चळ को चढाते हैं, कुछ दस्तावर होते हें तथा वायु को नष्ट साघुयेयोगे प्रणयीभवन्ति | 
करते दै। सक्तु की अत्यन्त कठिन पिण्डी पचने में भारी तथा -तथाऽम्लयोगे मधुरेण दप्ता- 


सुळायम पिण्डी-छघु होती है। सक्तू का अवलेह--मुछायम 

होने से शीघ्र ही जम हो जाता हे ॥ ४१७-४१८ ॥ 

- लाजाश्छ॑थैतिसारन्ना दीपनाः कफनाशनाः | ' 
बल्याः कपायमधुरा लघवस्टृण्मलापहाः Wyre ul 
तृदछदिदाहघमा्तिनुदस्तत्सक्तबो सताः | 
रक्तपिततहराश्चैव दाहज्वरविनाशनाः ॥ BRO . 

घान की खीळे वमन तथा अतिसार को नष्ट करती हैं, 
पाचकामि को दीस करती हैं, कफ को न करती हैं, चळ 
बढ़ाती हैं, रस में कपाय तथा मधुर होती हे पचने में हळकी 


तेपां यथेष्टं प्रवदन्ति पथ्यम्‌ ॥ ४२४ ॥ 

अब इसके अनन्तर सर्च अजुपानां का वर्णन करते हं 
अधिक खट्ट पदार्थों के खाने से उद्वेजित हुये मलुष्यों को 
माधुर्य ( मीठे ) पदार्थों का सेवन कराने से प्रसन्न हो जाते ¥ 
उसी तरह अधिक मधुर पदार्थों से अतितृप्त या घवदाये हुए 
मनुष्यों को भम्लपदार्थ खिलाने से प्रसन्न हो जाते Et इसी 
तरह उन मनुष्यों के लिये एक दूसरे से विभिन्न पडू रसों का 
पथ्यरूप में प्रयोग करना शाखकार कहते हैं UV Ut 


शीतोष्णतोया स न 
तथा वुपाशामक और मछनाशक होती हैं। छारो का सचत ध ae 
तृपा, चमन, दाह तथा घम' (धूप) की aft (पीदा नल. यस्यानुपानं तु हितं भवे हाना; 
छगना ) को नए करता है तथा रक्तपित्त, दाह और , ज्वर को vr कता 
नष्ट करता है ॥ ४१९-४२० ॥ 5 _ त्तस्मे प्रदेयं त्विह मात्रया तत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
| के ५ व्याधिं च कालं च विभाव्य घीरे- 
पृथुका शुरवः स्निग्धा वृ हणाः BHAGAT | द्रेव्याणि भोज्यानि च तानि तानि 
बल्याः सद्ीरभावात्तु ATA 'भिन्नवचसः॥ ४२१ ॥ _ सर्वानुपानेषु वरं वद॒न्ति- mes 
चिठडे-पचने में भारी, Rave, dem, कफवर्डक तथा | | यदम्भः शुचिभा 
चळवडकर होते हैं । उन्हें दुग्ध में गो कर जरेत तिळ के Ps FN 
खाने से वे बातनांशक तथा दुस्तावर होते दें ॥ ४२१॥ तोयात्मकाः Na fo ; 
सन्धानङृरिष्टमामं ated कृमिमेहनुत्‌। . संक्षेप पोडमिहितोष्युपाने- FE 
सुदुजेरः स्वादुरसो दृ दणस्तण्डुलो नवः। - , करी 


सन्धानकृन्मेह्ृहरः पुराणस्तण्डुलः स्मृतः ॥ ४२२ ॥ 


“ष्तः परं'विस्तरतो विधास्ये BRST 
कच्चे 'चावछों का आटा-भझसंघानकर तथा कृमिऔर े 


धान्याठम्ब ( कांजी ), दुर्ध, माँसरस इनमें से 'जिसके लिये 


अध्यायः ४६ ] सूत्रस्थानम्‌ | २१७ 
को सांस खाने पर मद्य का ही अचुपान श्रेष्ट होता दै किन्तु 
जो मद्यपान न करते हों उन्हें मांससेवन पर जळ अथवा 
were ( खट्टे फळा का रस ) का अनुपान करावे । धूप, 
मार्ग में चलने, अधिक भाषण देने तथा अधिक खी-सम्भोग 
से छान्त ( थके हुये या मुझाये हुए ) मनुष्य को दुग्ध का 
अनुपान अस्त के समान हितकारी होता है। eis पुरुषों के 
fet सुरा चथा wet के लिये शहद मिश्रित पानी का 
अनुपान श्रेष्ट होता है । निरामय ( स्वस्थ) मनुष्यों को भोजन 
के मध्य (बीच ) में चित्र अर्थात्‌ लिग्धरुच्षोष्ण-मधुरादि 
अनेकविध अनुपान कराना चाहिये । वात रोग में Reg 
तथा उष्ण अनुपान, कफग्रकृदि या कफ रोगों में es तथा 
उप्ण अनुपान एवं पित्त अङ्कति या पित्त के रोगियों में मधुर 
और शीतळ पदार्थों का अनुपान ग्रस्त होता हे। रक्तपित्त 
के रोगियों में दुरच तथा सांठे के रस का अनुपान तथा विय 
खाये हुये महुप्यों को आक, Ae ( छिसोड़ा) और शिरस 
इनके आसवों का अनुपान हितकारी होता हे ॥ ४३१-६३६ ॥ 
अतः परं तु वर्गाणामतुपानं प्रथक्र एथक्‌ | 
प्रवच्याम्याजुूर्व्येण सर्वेषामेव से श्र] ॥ ४३७॥ 

अच इसके अनन्तर पूर्वोक्त झाल्यादि वर्ग के पदाथ के 

एयक यक्‌ अनुपान क्रम से कहता हूँ सो सुनो ॥ ४३७॥ 
तत्र पूर्वेसस्यजातीनां वदराम्लं, वैदलानां घान्या- 

म्ले, जद्दालानां घन्वजानां च पिप्पल्यासवः, विष्कि- 
राणां कोलबद्रासवः, प्रतुदानां ARTA, गुहाश- 
यानां खर्जूरनालिकेरासवः, प्रसहानामश्वगन्धाऽऽसवः; 
want कष्णगन्धासवः, विलेरायानां फलसारा- 
सवः, एकशफानां न्रिफलाऽऽसवः, अनेकशफानां 
खदिरासवः, कूलचराणां श्वङ्गाटककशोरुकासवः 
कोशवासिनां Wear च स एव, प्लवानाभिक्लुरसा- 
सवः नादेयानां मत्स्यानां शृणालासवः समुद्राणां 
हु मातुलुङ्गासवः, अम्लानां rsa पद्मोत्प- 
लकन्दासवः; कपायाणां दाडिसवेन्रासबः, मधुराणां 
त्रिकडुकयुक्तः खण्डासवः, तालफलादीनां घान्याम्लम्‌ ; 
कडुकानां दूर्वानलवेत्रासवः, पिप्पल्यादीचां aggre 
सुकासवः, कूष्माणडादीचां दार्वीकरीरासवः) चुच्चुपरञ्च- 
तीनां लोधासवः, जीवन्त्यादीनां त्रिफलाऽऽसवः, कुसु- 
| स एव, मण्डूकपण्यांदीनां महापञ्चमूला- 
सवः) तालमस्तकादीनामम्लफलासवः; सेन्धवादीनां 
सुणसव आरनालं च, तोयं वा सवेत्रेति ॥ ४३८ 1 

उनमें पूर्व कहे MATE जसे ग्क्रघान्य, FAA तथा 
शमीधान्यों का अनुपान, बदरास्ळ तथा कळाय-सुद्दादि Ree 
घान्यों पर घान्याम्ल ( कांजी ) का अनुपान करना चाहिये। 
जङ्घाल ( एणादि ) तथा घन्व ( मरुस्थळ ) देश में उत्पन्न 
 वत्तकादि ) के मांस पर पिप्पल्यासव, fats मांस पर 
कोऊ तथा बद्र का आसव, भतुद॒ के मांस पर वट, TET आदि 
चीरी gai की छाळ आदि से चने ये आसव, युदा में सोने 
वाळे ( शेर, चीता) प्राणियो के मांस पर खजूरासच तथा 


Toon 


जो अनुपान उपयुक्त हो उसके लिये उस अनुपान को यथा- 
प्रमाण से देना चाहिये । धीर ( विद्वान्‌ ) वेद्य रोग, समय, 
औषध द्रव्य, भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य द्रव्य इन सवका 
विचार करके उन भोज्या का सेवन करावे । ad प्रकार के 
अलुपानों में अच्छे पवित्र पात्र में रखा हुआ आकाशीय 
(आन्तरिक) जळ श्रेष्ट अनुपान है। vem जन्म से लेकर 
खत्युपर्यन्त यह आन्तरि जळ प्रशस्त अनुपान ह क्योंकि 
अन्य प्रकार के दाडिमादि रस भी जळ स्वरूप ही होते हैं। 
इस मकार जजुपानों के विषय में चढ संचेप से कहा हे, इसके 
अनन्तर विस्तृत वर्णन करेंगे ॥ ४२०-४२७॥] 

विमर्ह'--अजुपानगुण'--दोषवद युरु ग अक्तमतिमात्रमथापि 
वा। वर्थोक्तेनानुपादेन सुखमन्न प्रजीय्व॑ति ॥ 


उष्णोदकानुपान तु स्तेद्दानामथ शस्यते । 
ऋते भल्लातकस्नेहात्‌ स्नेहाचौवरकात्तया ।॥ ४२८] 
अनुपानं वदन्त्येके वेले यूपाम्लकालिकम्‌ | 
aN a ~ € 
शीतोदकं माक्तिकत्य पिष्टान्नस्य च सर्वशः ॥४२६॥ 
द्धिपायसमञ्या्िविषजचुषटे तथेव च | 
केचित पिष्टमयस्याहुरलुपानं सुखोदकम्‌ ॥ ४३०॥ 
भन्नातक तेल तथा तुवरक तेळ को छोड़ कर अन्य [सर्व 
प्रकार के स्नेहो के सेदन के पश्चात्‌ उष्ण जळ का अनुपान 
करना अगस्त है। कुछ आचार्य कहते हैं कि st के सेवन 
में यूप त्यां अम्ल कांजी का अनुपान करना चाहिये । शहद 
तथा fer के भच्य के सेवन के पश्चात्‌ शीतळ जिळ का 
अनुपान करना चाहिये। दही तथा दुग्ध, से वने पदार्थों 
( पायस-खीर ) के सेवन के पञ्चात्‌ तथा मद्य की पीड़ा 
( मदात्यय ) तथा विष खा लेने पर तथा पिष्ठ चने ह्ये 
पदार्थो के सेवन के पश्चात्‌ सुखोदक ( सन्दोष्ण;जळ ) पीना 
चाहिये ऐसा कुछ लोग कहते हैं ॥ ४२८-४३० ॥ 
पयो सांसरसो वाऽपि शालियुल्लदिमोजिनाम | 
युद्ाध्वातपसन्तापविषमद्यरुजासु च ॥ ४३१ ॥ 
मायादेरनुपानं हु घान्याम्लं दधिमस्तु वा | 
मध्ये सद्योचितानां तु स्वमांसेपु पूजितम्‌ 1 ४३२॥ 
अमद्यपानासुदकं फलाम्लं वा प्रशस्यते । 
चतरं घर्माध्वभाष्यक्लीक्लान्वानामसृतोपमम्‌ 112231 
सुरा कुशानां स्थूलानामनुपाचं मधूदकम्‌ | 
निरामयानां चित्र तु geet भरकीर्चिवम्‌ ॥४३४॥ 
स्तिग्घोष्णं मारुते पथ्यं, कफे रूचोष्णमिष्यते | - 
अनुपानं हितं चापि पित्ते मघुरशीतलम्‌ ॥ ४३५॥ 
fad शोणितपित्तिभ्यः क्ीरमि्युरसत्तथा | 
अकेशेलुशिरीपाणामासवास्तु विपार्तियु ॥ ४३६ ॥ 
झालि चावल तया झुद्गादि खाने वालों के लिये तया युद्ध 
और रास्ते चलने से थके हुये मनुष्यों के लिये एवं धूप, 
अभिसन्ताप, विप और मद्य से पीडित geit को दुग्ध अथवा 
मांसरस का अनुपान कराना चाहिये । उडदी आदि गरिइ- 
पदार्यो के खाने पर काज़ी अयवा दुही के ऊपर का पानी 
९ मत्तु ) का अनुपान करना चाहिये । मद्यपान के अम्यासियो 
बद ge 


२१८ 


नारिकेछासव, प्रसह प्राणियों के मांसरस पर अश्वगन्धासव, 
पर्णसृगों ( वन्ढरादि ) के मांस पर इप्णगन्धा ( शोभाञ्जन ) 
का आसव, बिल में सोने वाले प्राणियों के सांस पर रुद्दीकादि 
फल तथा शाळसारादि के सार का आसव, घोडे भादि एकदाफ 
के प्राणियों के मांस पर त्रिफळासव, अनेक दाफ ( खुर ) वाले 
प्राणियों के ata पर जदिरासव, जळाशायों के कूळ (तर्टो ) 
पर घूमने चाले ्राणियों के मांस पर सिंघाडे तथा कशेरुफ से 
चने हुये waa, कोशवासी तथा पादिनो के मांस पर भी 
अङ्गारक-करोरुकासव, जळ में तेरने चाले के मांस पर इचु- 
रसासव, नदी के मत्त्या के ata पर Boreas, समुद्री 
मस्स्यो के माँस पर मातुलद्रालव, खट्टे फलों के खाने पर 
प्मोत्पळऊन्दासव, कपायफलों के साने पर दाढिमवेत्रासच, 
मधुरफ्ों के खाने पर त्रिमटृचूर्णयुक खण्डासच, ताळफला- 
“ Rat के खाने पर घान्याम्ल ( काली ), 'कटूफछों के खाने पर 
दूर्चानलवेत्रासव, पिप्पल्यादिकों के खाने पर श्वदंप्ट्रावसुकासव, 
कूप्माण्डादि के खाने पर दारवी ( दाइहरिद्रा) और करीरफळ 
का वना आसव, चुच्चुप्रम्टति शार्कों के खाने पर छोधासव, 
जीवन्यादिक्षाओं का त्रिफलासव, कुछुम्भशाक का भी त्रिफला- 
सव, मण्डूकप्ण्यादि का बृहत्पल्नमूछासव, ताळमस्तकादि का 
arena, सैन्धवादि sat के लिये सुरासव तथा 
काक्षी का अनुपान उत्तम होता है। अथवा उक्त सर्व वगो के 
लिये जळ का अजुपान श्रेष्ठ हे ॥ ४३८॥ 
भवन्ति चान्न-- e * 
सर्वेपामनुपानानां माहेन्द्रं तोयमुत्तमम्‌ | 
सात्म्यं यस्य तु यत्तोयं तत्‌ तस्मै हितमुच्यते ॥४३६॥ 
Soot वाते कफे तोयं पित्ते रक्ते च शीतलम्‌ ॥४४०॥ 
'इस विषय में कहा दै कि सवं अजुपानों में साहेन्द्र अर्थात्‌ 
आन्तरि जळ उत्तम अनुपान है। अथवा जिस व्यक्ति के 
लिये नदी, कुंए, ताळाव आदि का जो भी जल सात्म्य 
(अभ्यस्त या हिंतकारी)हो चह उसके लिये अनुपान में पिछाना 
उत्तम है। वात और कफ की प्रकृति या रोगों में उष्ण जळ 
तथा पित्त प्रकृति या पित्त के रोग ad रक के रोगों में शीतळ 
जळ का अनुपान हितकर होता हे ॥ ४३९-४४० ॥ 
दोप्रवदू गुरु वा भुक्तमतिमात्रमथापि वा | 
यथोक्तेनालुपानेन सुखमन्न॑ प्रजीयेति । ४४१॥ 
दोपयुक्त, भारी, किंवा अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन 
उचित यथोक्त अनुपान से सुखपूर्वक पच जाता हे ॥ ४४१॥ 
रोचन deol ge दोपसङ्कातभेदनम्‌ | 
तपणं मादेबकरं श्रमकलमहरं सुखम्‌॥ ४४२॥ 
दीपनं दोपशमनं विपासाच्छेदनं परम्‌ | 
वल्यं वर्णकरं सम्यगचुपानं सदोच्यते ॥ ४४३ ॥ 
अनुपान गुण--ठीक तरह से विचार कर प्रयुक्त 
हुआ अनुपान-रोचक, शरीरपुश्टिकर, ga, दोर्षो के समूह 
का नाशक, तृप्तिकारक, झदुता करने वाळा, थकावट तथा 
कडम का नाशक, सुखकारक, पाचकान्नि-दीपक, दोषों का 


शामक, प्यास का नाशक, वळ तथा वर्ण को चढ़ाने वाळा 
होता दै ॥ ४४२-४०३ ॥ 


EEC PPP PPL PPP PL PP PPP PDP PPP SAAN YY 


तदादौ कर्शयेत्पीतं स्थापयेन्मध्यसेवितम्‌ । 
पश्चात्पीत व्रृंह्यति तस्माद्वीच्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ४४४ ॥ 


भोजन के पूर्व किया हुआ अनुपान दारीर को दुवळा 
करता हे । भोजन के मध्य में किया हुआ अनुपान शरीर को 
उसी अवस्था में स्थिर रखता दे एवं भोजन के पश्चात्‌ करिया 
हुआ जनुपान शरीर को ge करता हे अतएव विचार कर 
अनुपान का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४४ ॥ 


स्थिरतां गतमक्लिन्नसन्नसद्रवपायिनाम्‌ । 
भवत्याबाधजननमचुपानमतः पिवेत्‌ ॥ ४४५॥ 


जो मनुष्य भोजन के किसी भी योग्य समय में अलुपान 
नहीं करते हैं उनका अन्न आमादाय में स्थिर हो जाताहे 
तथा छिन्न ( गीला ) नहीं होता है जिससे वह अन्न उद्र 
में arn उत्पन्न करवा है इस लिये भोजन के पश्चात्‌ अनुपान 
अवश्य करना चाहिये ॥ ४९५ ॥ 
विमर्श!--बाग्मटठी भोजते जलणननिग्रमा -भक्तस्यादौ 
जलं पीनमसिसादं कृशाद्षताम्‌। अन्ते करोति स्थूलत्वमूर्व॑न्ना- 
माझ्यात. करम्‌ ॥ मध्ये मध्याइता साम्य धातूना जरण सुराम्‌ । 
(अ सं. )। समस्थूलकुशा भक्तमध्यान्तप्रथमाम्वुपा.! (वाग्भरः)। 
न पिवेच्छवासकासार््तो रोगे चाण्ूथ्वेजचुगे ! 
Mae: प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः ॥ ४४६ Ul 
पीत्वाऽध्तभाष्याध्ययनगेयस्वप्रान्न शीलयेत्‌ | 
प्रदूष्यामाशायं तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितम्‌ ॥ 
स्यन्दाग्निसादच्छ्यादीनामयाञ्जनयेदू बहून्‌ ॥9४७॥ 
खास तथा कास पीडित, उध्वं sq ( सुख, नासा, नेन्न, 
कर्ण, fz) के रोग, जिसकी छाती या फेफदो में va 
( घण ) हो, छारा तथा सेडा का खाच होता हो, स्वरभद् 
चाखे-ऐसे मनुष्यों को अनुपान नहीं कराना चाहिये । अनुपान 
करने के पश्चात मार्ग में चलना, जोर से भाषण देना, पढ़ना, 
गाना और सोना नहीं चाहिये। ऐसा करने से agora 
आमाशय को दूषित कर कण्ठ तथा उर' प्रदेश मे स्थित होकर 
छाळाजाव, अझिमान्ध और [वमनादि अनेक रोगों को पैदा 
करता है ॥ ४९६-३२७ ॥ 


गुरुलाघवचिन्तेयं स्वभावं नातिवत्तेते | 
तथा संस्कारमात्रान्नकालांग्भाप्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४४८ ॥ 
भषयादि पदार्थों के गुरु और og का विचार-उस पदार्थ 
या खाने वाळे के स्वभाव एव उस भच्य के संस्कार, भात्रा, 
अन्न के प्रकार तथा समय इन सव पर निर्भर करता है ॥४४८॥ 
विमशझः-उत्तरोत्तरम्‌==स्वभावास्सस्कार सस्वारान्मात्रा मात्राः 
तोऽन्नम्‌ अन्नात्काल युरुळाधवचिन्ता नातिवर्तते नातिकामतीत्यर्थं । 
“नातिवर्तत? इति क्रियापदमचुङ्कण्य सस्कारादावन्वयात्‌ संस्कार 
चातिवर्तते, मात्रा नातिवतंते, अन्न नातिवतंते, काळ चातिवतंते इति 
वोध्यम्‌ । सस्कार चातिवर्तते, यथा_ स्वभावाद्‌ शुरोरपि प्रौद्देर्लाजा- 
लघव , ल्घोरपि शाळे सस्कारात्‌ पिष्ट we । आत्रेयोऽपि-*युरूणा 
लाघव विधात्सस्कारात्सविपर्यंयम्‌। Aetst यथा च स्यु' सक्तूना 
सिद्धपिण्टका w इति । 


मन्दकर्मानलारोग्याः सुकुमाराः सुखोचिताः | 


अध्याय" ४६ ] 


PRA 


जन्तवो चे तु तेषां हि चिन्तेयं परिकीत्येते ॥४४६॥ 
बलिनः SOTA ये ये च दीप्ताम्रयो नराः | 
कमनित्याञ्च ये तेषां नावश्य॑ परिकीर्त्यते ॥ ४५०॥ 


इति सर्वांनुपानवरगेः | 


जो विशेष कर्म ( परिश्रम-कार्य ) नहीं करते हैं, जिनकी 
पाचकाझि मन्द हो, जिनका जारोग्य (स्वास्थ्य) ठीक न 
हो जो सुकुमार तथा आराम के अभ्यासी हों उन घाणियों 
के लिये भचयादि vert के युरु-लाघव का विचार किया 
जाता है किन्तु जो बलवान्‌ हों, जो खर (चने, मकई, ज्वार 
आदि दुर्जर ) पदार्थ खाते हां तथा जिनकी अभि प्रदीप्त हो और 
जो रात-दिन परिश्रम का कार्य करते हों उनके लिये zeit 
के गुरु-लाघव के विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है॥ 
अथाहारविधि वरस्‌ ! विस्तरेणाखिलं टु | 
आप्तान्त्रितमसक्ञीण शुचि काय महानसम्‌ ॥ ४५१ ॥ 
तत्राप्तगुणसम्पन्नमन्नं Wes सुसंस्कृतम्‌ | 
शुचो देशे सुसंशुप्तं सञुपस्यापयेद्‌ भिषक्‌ | 1 ४५२॥ 
विपज्नरगदे; स्पष्ट प्रेज्षितं व्यजनोदकेः | 
सिद्धमन्त्रहतविप॑ सिद्धमन्नं निवेदयेत्‌ ॥ ४५३ ॥ 
हे वत्स | जब सम्पूर्ण ञाहार-विधि को विस्तार से कहता 
हुँ सो सुनो। महानस (रसोई घर )-हित चाहने वाले 
नोकरों से युक्त, सड्घीर्णता ,( स्यानतंगी) से रहित तथा 
पवित्र होना चाहिये । उस रसोई घर में हितकारी रसोइयों 
हारा अच्छी प्रकार से dea ( सिद्ध ) किया हुआ एवं गुणा 
से युक्त भोजन को महानस वेंद्य पवित्र स्थान में द्विपा कर 
सुरक्षित रखे। फिर विपनाशक ओपधियों से छुआ कर 
जळ्युक्त पंखे से प्रोत्तित कर तथा सिद्ध मन्त्रों से भोजन के 
विप-प्रभाव को नए कर सिद्ध हुये अन्न को राजा यां अन्य 
ग्रुहवन्थु को परोसना चाहिये ॥ ४५१-१५३॥ 
वच्ष्याम्यतः परं कृत्स्समाहारस्योपकल्पनामू | 
gd कार्ष्णायसे देयं पेया देया तु राजते ॥ ४५४ ॥ 
फलानि सर्वेभच्यांश्र TMs दलेषु च | 
परिशुप्कप्रदिग्वानि सरोवर्णेषु प्रकल्पयेत्त॥ ४५५ ॥ 
प्रद्रवाणि रसांश्वेव राजतेपूपहारयेत्‌ | 
PEAT ASAT सवान्‌ शीलेषु दापयेत्‌ ॥४५६॥ 
दद्यात्तात्रमये पात्रे सुशीतं Bad पयः | 
पानीयं पानकं मञ्चं BRAG प्रदापयेत्‌ ॥ ४५७॥ ¦ 
काचरफटिकपात्रेषु शीतलेषु शुभेषु च | 
दद्याद्वैदूयेपात्रेपु रागपाडवसद्वकान्‌ ॥ ४५८ ॥ 
पुरस्ताद्विमले पात्रे सुविस्तीणे मनोरमे । 
सूदः gated दद्यात्‌ प्रदेहांश्व सुसंस्कृतान्‌ ॥-४५६ ॥ 
फलानि सर्वभच्यांत्व परिशुष्काणि यानि च | 


तानि दक्षिणपार्श्वे तु मुज्ञानस्योपकल्पचेत्त्‌ ॥ ४६० ॥ 


प्रद्रवाणि रसांत्वैव पानीयं पानकं पयः | 


सूंचरस्थानम्‌ | ११६ 


खडान्‌ यूपांश्च पेयांश्च सब्ये पारवे प्रदापयेत्‌ ॥४६१॥ 

सर्वान्‌ शुडविकारांश्च रागपाडवसट्टकान्‌ | 

पुरस्तात स्थापयेत्‌ प्राज्ञो इयोरपि च मध्यतः ॥४६२॥ 

एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ | 

भोक्तारं विजने रम्ये निःसम्पाते शुभे शुचौ ॥४६३॥ 

सुगन्धपुष्परचिते समे देशेऽथ भोजयेत्‌ ॥ ४६४॥ 

अच इसके अनन्तर आहार की सम्पूर्ण उपकद्पना 

अर्थाद्‌ परोसने आदि विधि का वर्णन करता हुं! घृत-क्ृप्ण 
ote के पात्र में परोसना चाहिये । पेय पदार्थ-चांदी के पात्र 
सें, फल तथा सर्वे प्रकार के भच्य पदार्थ-ढाक, केला आदि 
के Vat पर परोसना चाहिये । सूखे तथा दद्दी ote से प्रदिग्ध 
पदार्थ-सुवर्ण के पात्र में परोसे । द्रवपदार्थ तथा मांस-फलादि 
रस-चांदी के पान्न मे देवें । कटवर (am) तथा खड्यूपो को 
पत्थर की कटोरियो में wai अच्छी प्रकार sae कर 


ठीक खूप से शीतळ किया हुआ जळ-तास्चे के पात्र में सर 


कर देना चाहिये । अथवा पानी, पानक और मथा को मिट्टी 
के चने हुये कटोरा में भरकर देवें। अथवा शीतल और ge 
काच और स्फटिक के पात्रों में पानी, पानक और मच भर 
कर देवे पुर्व राग पाढव और wen को fea के विचित्र 
पात्रों में रख कर परोसे । सामने के निर्मळ तथा 'चौडे और 
मनोहर पात्र (sant) [में सूप ( दाळ) तथा थाली में 
चावळ तथा चटनी, रायता आदि सुसस्कृत लेहा पदार्थ 
परोसे | फल, सर्व प्रकार के भच्य तथा अन्य सूखे ( पापड़ 
फली ) पदार्थ-भोजन करने वाले के दक्षिण पारव मे रखने 
चाहिये । अधिक द्रव पदार्थ, मांसादि रस, पीने का पानी, 
पानक ( पना ), दुग्ध, खढ, यूप और अन्य पेय पदार्थों को 
भोक्ता के वामपा में रखे 1 गुड के वने हुये सर्व प्रकार के 
पदार्थ, रागपाडव और Tew इन्हें भोक्ता के सम्सुख,तथा 
अन्य दार्य-वार्ये रखे पदार्थों के मध्य में बुद्धिमान , परोसने 
वाला परोसे। इस प्रकार बुद्धिमान वेच अथवा पर्यवेप्रक 
( रसोइया) भोजन की परोसकारी करके भोक्ता को एक 
तरफ, रमणीक, वाघारहित, शुभ, पवित्र, सुगन्धित . पुष्पों से 
रचित समान परदेश में विठाकर भोजन करावे ॥ ४५४-४६४ ॥ 

विमर--परिशप्कमांसस्‌ -सिक्त वहुश्ते we मुहुम्ध्णाम्वुना 
सदु । जोरकादेर्घन मास परिशुष्क तदुच्यते ॥ प्रदिग्धमांस - तदेव 
गोरसादाम प्रदिग्थमिति विद्युतम्‌। कट्वरलक्षणम-सौवीराम्ल्मथा- 
ware काझिऊ कट्वर विदु । अन्ये ठु तदधोभाग तक्र वा झम्ळता 
। सस्नेह दधिज तक्रमाहुरन्ये छु कट्वरम्‌। रागः--सिता- 
रुचकसिन्वृत्यैः सवृक्षाम्ळपरूषकेः। जम्वूफलरसेर्युक्तो रागो राजिः 
कया कतः ॥ सद्टकम्‌--लवङ्ग व्योपखण्डेस्तु दधि निर्मथ्य गारिः 
तम्‌। दाडिमवीजसुक्त चन्द्रचूर्णावचूरणितम्‌। सट्टकन्तु प्रमोदास्य 
नलादिमिरुदाह्ृतन्‌ ॥ 


' विशिष्टमिष्टसंस्कारेः पथ्येरिष्टे रसादिभिः | 


मनोज्ञं शुचि नात्युष्णं प्रत्यमरमशनं हितम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
स्वाभी कल्पनाविधि से बनाया हुआ तथा पथ्यकर 
और अनुकूल रसादियों से युक्त, wha, पवित्र, न अधिक 
उप्ण तथा तुरन्त का वना भोजन हितकर होता हे ॥ ४६५ ॥ 


२७ _________ क SS 


सुभुतसंद्दिता | 


नकात लालाला. 


पूर्व मधुरमशनीयान्मध्ये5म्ललवणीो tal | 


पश्चाच्छेषान्‌ रसान्‌ वे 


करना चाहिये । मध्य में अम्ठ तथा 


का सेवन करना चाहिये ॥ ४६६ Ul 


विमन्ञः-पछाशयादिगित वातदान्त्यर्थं प्रथम मधुर रस, 
पिताशयगत पित्त तथा अग्न्याशयस्थ असिदीप्स्यर्थ मध्य में 
अस्छ, ऊवण रस और भोजन के अनन्तर उत्पन्न होने वाळे कफ 
के दामनार्थ अन्त में कहु-तिक्तोपणादि रसप्रधान द्वव्यों के 


सेवन का विधान किया गया हे । 


आदी फलानि भुक्षीत दाडिमादीनि बुद्धिमान्‌ | 


ततः पेयांस्ततो भोज्यान्‌ भक््यांश्रित्रांस्ततः परम्‌ ४६७ 


छुद्धिमान्‌ भोक्ता भोजन में प्रथम दाढिमादि फलों 
सेवन करे उसके पश्चात्‌ पेय पदार्थ तथा उनके वाद अन्त में 


विविध भोज्य और भचय पदार्थों का सेवन करे ॥ ४६७॥ 
घन पूर्व समश्नीयात्‌ केचिदाहुर्बिपयेयमू ॥ ४३८॥ 
आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य तु शास्यते | 
निरत्ययं दोषहरं फलेष्वामलकं नृणाम्‌ ॥ VEE ॥ 
मृणालविसशाद्भककन्देक्षुग्रश्ृतीनि च । _ 
पूर्व योज्यानि भिषजा न तु भुक्ते कदाचन ॥४७०। 

भोजन में प्रथम घन पदार्थों का सेवन करना चाहिये। 


कई आचाय इसके विपरीत भोजन के प्रथम दव पदार्थों के 


सेवन का उपदेश करते हैं। भोजन के आदि (प्रथम 
भोजन के अन्त तथा भोजन के मध्य में किसी at is 
बाधा न करने ATS तथा सर्वदोषनाशक तथा फलों में 
ओए आंवले के फ्ला को था उसके चूर्ण को सेवन करना 
मनुष्यों के लिये प्रशस्त है। ane ( कमळ नाळ ), विस 
(भिस या कमळतन्तु), कन्दु तथा इछु (aid) safe 
पदार्थो का उपयोग सदा भोजन के पूर्व करना चाहिये । Ser 
इन पदाथों क्का सेवन भोजन के पश्चात्‌ न करावे ॥४६८-४७०॥ 
Gages: समासीनः सम देहोऽञ्जतत्परः | 
सात्म्य लघु स्निग्धं चतर मुष्णं द्रवोत्तरमू | 
बुसुक्तितो5ज्ञमश्‍्नीयाद सान्नाबहिदितागसः ॥४५१॥ 
सुखपूर्वक उच्चासन पर वेठ कर, देह को समावस्था में 
(सीधी ) रख कर एव अज्ञ सेवन में चित्त omar हुआ 
स्वास्थ्यक्ञाख के नियमों को जानने वाळा चुझुषित (छुधी ) 
जुष्य योग्य समग्र में सात्म्य ( अभ्यस्त तथा स्वहितकर ) 
पचने में इळका, घृतादि से खिग्ध, उष्ण तथा दरचग्रधान 
ऐसा भोजन मात्रापूर्वक न अधिक धीरे और न अधिक जददी 
किन्तु आहिस्ते आहिस्ते ठीक चवा कर भोजन करे ॥ ४७१ ॥ 


a 'भोजनविधिरयथा--“अजव्पन्नहसन्‌ तन्मना 
र a । काळे =नित्यगे आवस्थिके a द्विविधे काळे, तत्र 

त्यय -याममध्ये न भोक्तव्य यामयुग्म न BEAT याममध्ये 
स्सोतपत्तिर्यामयुग्माद, वलक्षय ॥' इति आवस्थिक -श्चुस्सम्भवति 
WNT रसदोपमळेपु च । काळे वा यदि वाऽकाले सोऽन्नकाल उदा- 


द्यो भोजनेष्वबचारयेत्‌ ॥४६६॥ 
भोजन विधि--भोजन में प्रथम मधुर पदार्थी का सेवन 


wan रस वाले पदार्थ 
खाने चाहिये । अन्त में शेष कटु-तिक्तादि रसा वाले पदार्थों 


दत. W इति । सा , लघु, खिग्ध, 

विलम्बितम्‌ , तथा चात्रेयः-“नातिद्ुएमश्नीयात, तथा नातिविलम्वित- 
मश्नीयात? इति । उष्ण द्ववो'त्तर RATATAT, बुभुक्षित. भोजनकाले 
बुभुक्षित , अकारे युझुक्षानिपेथं स्वयमेव वद्यति-“मवत्यकालेऽपि 
तदा घुमुक्षा या मन्दवुद्धि विषवन्निहन्ति!। मात्रावत, न त्वमात्रावत; 
अन्यथाऽशुभ स्यात्‌ । तदुक्त नरके- त्रिविध कुक्षौ र्थापयेदवफाशाश" 
माहारसुपयु्ञान , तथवा-एकमवकाशाश ूर्तानामाद्दारविकाराणामेर 
द्रवाणामेक पुनर्वातपिष्तश्लेष्मणाम्‌ , एतावतीं द्ाद्दारमात्रामुपयुआनो 
नामात्राहारज विञ्जिदशु प्रापनोति? | अपीडन भवेत्कुक्षे पाइवँयोर- 
विपाटनम्‌। अन्नन हृदयावाधो जठरस्य छु गौरवम्‌ ॥ प्रीणन AT 
रादीनां शमन श्ुत्पिपासयोः । उच्छ्वासश्वासद्वास्यादिकथासु छस- 
वर्तनम्‌ । सुखेन परिणाम स्यादनने झुक्ते दिवा निलि' ॥ 


काले भुक्त प्रीणयति सात्म्यमन्नं न बाधते | 

लघु शीघ्रं जेत्‌ पाकं स्तिग्धोष्णं बलवहिदम्‌ ॥४७२॥ 

त्रं भुक्त समं पाकं यात्यदोपं द्रवोत्तरम्‌ | 

सुखं जीयेति मात्राबद्धातुसाम्यं करोति च ॥ ४७३ ॥ 

योग्य समय में किया हुआ भोजन--देह, इन्द्रियां तथा 

आत्मा और मन को तृप्त करता है। सात्म्य अन्न चाहे कसा 
भी हो वह Race को वाधा नहीं पहुँचाता है । हळका भोजन 
शीघ्र ही पच जाता हे । तथा जिग्ध और उप्ण भोजन शारीर 
के वळ तथा पाचकाझ्ि को बढ़ाता है। न जददी तथा न घीरे- 
धीरे उचित रीति से चवा कर खाया हुआ भोजन समानरूप 
से पच जाता हे द्ववप्रधान भोजन अदोष ( दोषों को न 
बढ़ाता हुआ ) भामाशयादि में चछा जाता है या पच जाता 


है, मात्रापूर्वक खाया हुआ भोजन सुखपूर्वक पच जाता है तथा 


रस-रक्तादि धातुओं को समान रखता है ॥ ४७२-४०३ ॥ 
अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्वतुषु स्मृताः | 
तेषु तत्‌ प्रत्यनीकाढ्यं युञ्जीत प्रातरेब तु ॥ ४७४॥ 
येषु चापि भवेयुश्च दिवसा शुशमायताः | 
तेषु तत्कालबिहितमपराहवे प्रशस्यते Ul ४७५॥ 
रजन्यो दिवसाग्चैब येषु चापि समाः war: | 
कृत्वा सममहोरात्रं तेषु Bela भोजनम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
हेमन्त-शिंशिरादि जिन ऋतुओं में अधिक लम्बे आयाम 
(प्रर ) वाळी रान्नियां होती हैं उन ऋतुओं में तत्काळ-वळ- 
प्रवृत्त दोषों के प्रतीकार के अनुसार खिश्य और उष्ण भोजन 
प्रातःकाळ ही कर Sat चाहिये तथा जिन ऋतुओं ( गरीष्म 
तथां भाबुट्‌ ) में दिन अत्यन्त लम्बे (मोटे) हैं उनमें उस काळ 
के अनुसार द्रव, लघु तथा शीतळ भोजन अपराह् सें खाना 
चाहिये । जिन ऋतुओं ( शरदू और वसन्त ) में रात्रि और 
दिन समान होते हैं उन ऋतुओं में अहोरात्र का समान भाग 
( विभाजन ) करके मध्याह्न में भोजन कर लेना चाहिये ॥ 
नाप्राप्तातीतकालं वा हीनाधिकमथापि वा | 
अप्राप्तकाले VATA: शरीरे लघौ नरः ॥ Bs Ul 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति सरणं at नियच्छति । 
अतीतकाले युञ्जानो वायुनोपहतेऽनले | ४७५॥ 
कच्छाद्विपच्यते सुक्त द्वितीयञ्च न WENT | 


ही 


oT ४६ ] 


दीनमात्रमसन्तोषं करोति च बलक्षयम्‌ ॥ ४७९ ! 
आलस्यगीरवाटोपसादांश्र कुरुतेऽधिकम्‌ । - 
वरमात्‌ सुसंस्कृतं युक्त्या दोषेरेतेर्विवर्जितम्‌ ॥४८०॥ 
यथोक्तगुगसम्पन्नमुपसेवेत भोजनम्‌ | 
विभज्य दोषकालादीन्‌ कालयोरुमयोरपि ॥ ४८१ ॥ 
ANG काळ तथा अतीत काळ में भोजन भी नहीं करना 
घाहिये एवं हीन भात्रा में तया अविक मात्रा में भोजन adi 
करना चाँदिये। अग्राप्त काठ में भोजन करने वाळा मनुष्य 
दारीर के gee नहीं होने से मिन्नाँमिन्न अजीर्ण, विसचिकादि 
रोगों को ore करता द अथवा कभी कभी दझृत्यु तक को ग्राप्त | 
करता दै! अतीत काळ में मोजन करने वाळे का अन्न वाशु 
वृद्धि से पाचकामि के नष्ट होने के कारण कष्ट से पचता हे 
तथा दूसरे ( रात्रि के) समय भोजन करने की इच्छा नहीं 
होती | अदपमात्रा में किया हुआ भोजन असन्तोष ( अनृप्ति ) 
करता दे तथा शरीर के बळ को सी चीण करता दे अधिक 
मात्रा में क्रिया हुआ भोजन-आळस्य, भारीपन, आर्टोप तथा 
अघ्निमान्य ge अविक करता दै इसलिये उत्तम विधि से 
संस्कृत क्रिया हुआ तथा युक्तिक ओर उपर्युक्त दोषों से 
रदित पुर्व भान्वीय अन्नके गुणों से सम्पन्न पुर्व दोष तथा काळा- 
दिकं का विभाग करके दोनों समय भोजन करना चाहिये ॥ 
विमरद्व'-अधिकनोवने मनुर॒वि दोगमाइ-“अनारोग्मरमना- 
युप्यमन्रग्य aia अपुण्य॑ लोळविद्विष्टं तत्मात्ततरिवर्ज- 
Saw इति | ‘art ग्रातद्रिजातीनामञचन स्वृतिनोंदितम्‌ । नान्तरा 
भोजनं ळयांदकिद्दीचत्तमी विडिः ॥? 
अचोचं Sones पाषागदगलोष्टतरन्‌ I 
दिड व्युपितमस्वाडु पूति चान्नं विवजंवेत्त्‌ ॥ ४८९॥ 
चिरसिद्धं स्थिरं शीतमन्नमुष्गीकृतं पुनः | 
अशान्तमुपदन्ध च तथा स्वादु न लक्ष्यते ॥ ४८३ ॥ 
निन्दितान्न-अचोच्त (अपवित्र), विषादि से दुष्ट, 
खाकर रोष छोड़ा हुआ ( झंदन ), पाषाण, तृण तथा feet 
के छोष्ट ( देले ) से व्याप्त, fee ( चित्त विपरीत), व्युपित 
(रात का वाली ), Fen, दुर्गन्धित, ऐसे को afta कर 
देना चाहिये एवं जो चहुत समय से बनाकर रखा हुआ हो. 
स्थिर ( सख्व ), ort, फिर से गरम किया हुआ, अद्रान्व 
( अधिक गरम ), जळा हुआ तथा जो स्वादु नहीं छाता हो 
उसे मी वर्जित कर देना चाहिये ॥ २८२-2८३ ॥ 
यद्यत्‌ aleat वत्तद्रिदष्याटुत्तराततरम्‌ | 
प्रनालवेदाद्वरातत्वं सुङ्जाचस्य Dene: ॥ ४८४ ॥ 
विशुद्धरसने तस्मे रोचतेऽन्नमपूर्वत्रत्‌ | 
lea तस्य रसनं ग्रथमेचातितर्पितम्‌ ॥ ४८५ ॥ 
न तथा स्वादयेदन्यचस्मात्‌ प्रक्षाल्यमन्तरा | 
सोमनस्यं वलं पांध्रेमुत्साह दषणं सुखम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
स्वाद सख्नयत्यन्नमसस्ताद च विपयंचम | 
सुक्त्वाऽपि चन्‌ प्राथवते भृयत्तत्‌ स्वा भोजनम्‌ ४८७ 
सोचा को जो जो भव्य पदार्थं अधिक tie दो उन्हं 
Sale परोखने चाहिये | लर्थात्‌ प्रथम कम स्वाद की, 


सूत्रस्थानम्‌ | २९१ 


TTT 
उसके बाद अधिक स्वाद की और उसके भी वाद और अधिक 
स्वाद की वस्तु दे । भोजन करते समय पुक प्रकार की या 
TANS वस्तु खा लेनेके बाद तथा दूसरे रख की वस्तु खाने के 
पूर्व सुख को जळ के द्वारा Stel करके साफ कर लेना चाहिये 
wife ऐसा करने से मुख तथा रसना साफ हो जाती है 
जिससे बाद में खाया हुआ अन्न पत्रं से भी अधिक 
प्रतीत होने छगता 21 अथम खाये हुये स्वाद पदार्थ से 
अधिक तरित जिह्वा दूसरे पदार्थ से वसी तपित नहीं हो 
सकती इसलिये दोनों के मध्य में मुख का प्रचालन कर लेना 
आवश्यक दे। स्वादु अन्न-मन की प्रसन्नता, शरीर का चळ, 
पुष्टि, sae, aa और सुख को उत्पन्न करता है तथा 
अस्वादु अन्न इससे विपरीत होता दे। पूरा भोजन करने के 
बाद भी जिस पदार्थ को खाने की इच्छा होती हो उसे स्वाद 
भोजन कहते दे. ॥ ४८९-४८७॥ 
अशितश्चोदकं युक्त्या भुज्ञातश्वान्वरा पिवेत्‌ lyst 
दन्तान्तरगतं चान्नं शोघनेनाह्रेच्छनेः | 
कुर्यादनिद्वतं तद्धि सुखस्यानिष्टगन्धताम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
भोजन कर लेने पर तथा भोजन के मध्य में युक्तिपूर्वक 
स्वज्प मात्रा में जळ पीना चाहिये । दांतों के बीच में ge हुये 
अन्न को क्रिसी चांदी था are की पतळी दाळाका से या नीम 
के तिनके से धीरे धीरे निकाछ लेना चाहिये । यदि इसे न 
निकाला जाय तो सुख में दुर्गन्ब पंदा कर देता दे॥२८८-४८९॥ 
विमर्शः--भोजन के पूर्व या अन्त में जळ पीने से पाचक 
रस दुर्वळ दो जाते दे अतः मध्य में थोड़ा सा जळ आवश्यकता 
होतो पीना चाहिये । अच्छा हो कि भोजन के एक दो था 
तीन घण्टे के वाद थोड़ा थोड़ा जळ पिया करें। मोजनान्ते विं 
वारि जीर वारि वल्मठन्‌। अत्वस्थुतरानान्न विपच्यतेऽन्न fara 
पानाच स एव दोषः। तस्मान्नरो वह्विविवर्थनाव gedeatit 
पिनेदमूरि ॥ ( भावग्र० ) 1 दांतों में फंसे अन्न को न निकाळने 
से वहाँ सडून दोने छगती द सुख से बदवू भाने लगती है । 
दातो की जड़ खराब होकर उस पर शर्करा (7९7९८) जमने 
लगती दै तथा मसूडों में पूयजनक जीवाणु अपना निवास करके 
दन्ववेष्ट (27०१५०७ ) नामक रोग Gar कर देता हे जिससे 
dit घीरे cia भी गिरने लगते हैं । इसका पूय तथा जीवाणु 
विव थोडा थोड़ा लाला के साथ या खाय-पेय के साथ 
आमादाय में जाता दे जिससे मन्दान्नि रोग दो जाता है और 
खून में भी एय व विष क मिळते रहने से हलका सा ज्वर 
wa खाता दे तया दिन-अतिदिन स्वास्थ्य गिरने लगता हें 
अतएव भोजन के वाद अन्नकर्णों को निकाळ कर टीक तरह 
से जळ द्वारा सुख साफ कर लेना चाहिये । वाग्भट तो भोजन 
के चाद भी दन्तघावन करना वताते Sas च यद्र 
कषावकडतिककमन्‌ | भक्षयेद्रन्तपवन दन्तमाँसान्यवावयन्‌ | 
जीर्णेऽन्ने वद्धेते वायुर्विदग्वे पित्तमेव हु | 
सुक्तमात्रे कफश्नापि तस्माद्‌ सुक्रतेरिवं कफम्‌ 12६० 
धूमेनापोह् हृद्येर्चा कपायकड़तिक्तकेः 
पूगकङ्कोलकपूरलवन्गसुमनःफलेः ॥ ४६१ ॥ 
कट॒तिक्तकपायवा ुखवशाद्यकारकः | 
वाम्वूलपत्रसदितेः सुगन्वैर्वा विचक्षण: ॥ ४६२॥ 


२३२ सुश्नतसंहिता | 


अन्न के पच जाने पर वायु बढ़ती हे तथा विद्ग्धादस्था 
( पाकावस्था ) में पित्त बढ़ता हे एवं भोजन करने के बाद 
ही कफ बढ़ता हे इस ल्यि भोजन फे वाद उत्पन्न हुये या 
उत्पन्न होने वाळे कफ को धूम-पान के द्वारा अथवा कपाय, 
कडु (चरपरे), तिक्त (कडवे) जेसे-सुपारी, Hate, कपूर, छोंग 
जायफळ ( जञावित्री, इलायची, दाळचीनी ) आदि हथ पदार्थों 
के सेवन द्वारा किंवा ताम्वूळ पत्र के साथ दूसरे सुगन्धित 
कडु, तिक्त, कषाय तथा सुख को स्वच्छ करने वाले Teal से 
विचक्षण (बुद्धिमान्‌ ) मनुष्य उसे (कफ को) नष्ट करे ॥ 

विमदोः-_आयुर्वेद का धूमपान ओपधों से वनता हे अतः 
उसका प्रयोग ठीक है किन्तु वर्तमान में जो ate, सिगरेट 
आदि का प्रचार अत्यधिक चढ़ गया हे वह देश के लिये तथा 
स्वास्थ्य के लिये घातक है। तमाखू में निकोटीन नामक 
सञ्चारी विष होता है वह धीरे २ शरीर में जमा होकर 
wage नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान से फेफडे के रोग- 
कास, श्वास, BTA तथा क्षय सरीखे धन और प्राणों के 
नाशक रोग पेदा होते हैं अत एवं इसे सर्वथा वर्जित 
करना चाहिये । 


UTA राजवदासीत यावदन्नक्तमो गतः | 
ततः पादशतं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत्‌ ॥ ४६३ ॥ 
शंब्द्रूपरसान्‌ गन्धान्‌ स्पशी्च मनसः प्रियान्‌ | 

ˆ भुक्तवानुपसेचेत तेनान्नं arg तिष्ठति ॥ ४६४॥ 
शब्दरूपरसाः स्पर्शा गन्धाश्चापि जुगुप्सिताः | 
झशुच्यन्नं तथा सुक्तमतिहासयं च वासयेत ॥४६५॥ 
शयनं चासनं वाऽपि नेच्छेदा$पि द्रवोत्त रम्‌ | 
नाग्न्यातपौ न प्लवनं न यानं नापि वाहनम्‌ ॥४६६॥ 


भोजन करने के वाद जव तक अन्न का क्म ( भारीपन) 
,न गया हो तव तक ५-१० मिनिट राजा के समान अर्थात्‌ 
सीधा सीना, शिर और कमर करके वेठना चाहिये। इसके 
अनन्तर सौ पांवडे इतस्ततः अमण कर वापस आके वामपार्ख 
से अर्थात्‌ बाई करचट लेट जाना चाहिये । भोजन किया हुआ 
मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले गायन या चच्चों के कर्णप्रिय 
शब्द, अच्छे रूप, रस, गन्ध और रुएश का सेवन करे जिससे 
'उसका साया हुआ अन्न भली अकार से आमाशयादि में 
रहता है तथा ठीक पचता है। मन को अप्रिय छगने वाले 
शब्द, रूप, रस, TA तथा गन्ध, खराव तथा ज्यादा मात्रा 
में खाया हुआ अन्न एवं भोजन के समय या पश्चात्‌ अधिक 
हसना-ये अन्न का चमन करा देते हैं। भोजन के अनन्तर 
अधिक देर तक सोना, बैठना, अधिक पतळी वस्तु का पीना, 
अशि और धूप का सेवन, पानी में den, जोर से चलना 
तथा घोड़े आदि पर वेठना-ये सव वर्जित करना चाहिये ॥ 

विमर्श--भोजन के अनन्तर कम से कम एक झुहुत्त 
(४८ मिनट) अवश्य आराम करना चाहिये । व्यायामञ्ज 
व्यवायञ्च धावन यानमेव च । युद्ध गीतञ्च पाठ्य मुहूर्स सुक्तवाँ- 
स्थजेत॥ अुक््रोपनिशतस्तन्द्रा शयानस्य तु घुष्टता। आयुश्च 


Sana सृत्युर्धावति वावत ॥ ( योग २० )। आधुवेद के ये |” 


SHAT अक्षरशः सत्य च पूर्ण वैज्ञानिक है। ओजन के 
ae शारीरिक तथा मानसिक भाराम अत्यावश्यक है; कहा 


भी है--81 ७ while after binner | पाचन के समय और 
आमाशयादि पाचनसंस्थान की तरफ पाचक रसा के अधिक 
खाव कराने के लिये रक्तसञ्चार अधिक आरम्भ हो जाताहे 
तथा त्वचा मस्तिष्क की तरफ रक्त कम जाता हे जिससे 
ठढ लगना तथा तन्द्रादि छत्तण होते हैं। यदि भोजन के वाद 
श्रम किया जाय तो रक्त उन अङ्गां में अधिक जाने लगेगा 
और पाचन ठीक न होगा । भोजन के अनन्तर दौड़ना, 
व्यायाम करना, मैथुन करना प्राणघातक हैं। ‘acs ale वानत, 

न चेकरससेवायां प्रसञ्येत कदाचन | 

शाकावरान्नभूयि्ठमम्लं च न समाचरेत्‌ ॥ 

एकैकशः समस्तान्‌ वा नाध्यश्नीयाद्रसान्‌ सदा ॥४६७॥ 

सदा एक ही प्रकार के रस के सेवन में आसक्त नहीं 

होना चाहिये तथा अधिक झाक, अवर (ahaa) अन्न 
और अम्ल पदार्थ अधिक सात्रा में नहीं खाने चाहिये । एक 
एक अथवा समस्त Tal को भी अधिक प्रमाण में सदा सेवन 
नहीं करने चाहिये ॥ ४९७ ॥ 


प्राग्भुक्ते त्वविविक्तेऽग्नौ et न समाचरेत्‌ | 

पूर्वेभुक्ते विदग्धेऽन्ने भुञ्जानो दन्ति पावकम्‌ ॥४६८॥ 

मात्राशुरं परिहरेदाहार द्र व्यतश्च यः | 

पिष्टान्नं नेव युञ्जीत मात्राया वा घुसुक्षितः॥ ४६६ ॥ 
, द्विगुणं च पिवेत्तोयं सुखं सम्यक्‌ प्रजीर्यति । 

पेयलेह्याद्यभच्याणां शुरु विद्याद्यथोत्तरम्‌ || ५०० ॥ 

गुरूणामद्धेसौहित्यं लघूनां तृप्तिरिष्यते ॥ ५०१ ॥ 

पूर्वं या प्रातःकाळ के प्रथम भोजन के पश्चात्‌ जव तक 
पाचकाशि शुद्ध या तीच्य न हो जाय दुबारा संध्या को अन्न 
नहीं देना चाहिये क्योकि पूर्वं का खाया हुआ अन्न विदग्ध 
(अधपचा ) होने पर डुवारा भोजन करने चाळा भनुष्य 
अपनी Was को नष्ट करता है । मात्रा से भारी अर्थात्‌ 
अघि प्रमाण में और द्रब्य की दृष्टि से भारी आहार को वर्जित 
कर देना चाहिये । पिष्टान्न या गरिए पदार्थ नहीं खाने चाहिये 
अथवा क्षुधा पीडित मनुष्य args ही sk सेवन करे 
तथा उन्हें खाने पर द्विगुण जलपान करे। ऐसा करने से वे 
पिष्ठान्न ( गरिष्ठ पदार्थ) सुख से पच जाते हैं। पेय, लेह्य 
( मधु, श्रीखण्ड), अद्य (खाद्य जैसे चावळ ) तथा भचय 
(weg, चने आदि ) ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से भारी होते, हैं । 
जो पदार्थ भारी होतै हैं उन्हें आघी तृप्ति तक सेवन करना 
चाहिये तथा जो wg होते हों उन्हे पूर्ण वृत्ति तक की मात्रा में 
खा सकते हैं ॥ ४९८-१०१ ॥ 
विमशः-युर पिष्टमय द्रव्य तण्डुछान्‌ [शुकानपि। न जातु 
युक्तवान्‌ खादेन्मात्रा खादेद्‌ बुभुक्षितः ॥ द्रव्यापेक्षया च त्रिभागः 
सौहित्यमथसौदित्य वा शुरूणामुपदिश्यते ( चरकः )। „ 
्रवोत्तरो द्रवश्चापि न मात्राशुरुरिष्यते | 
द्रवाढ्यमपि शुष्क तु सम्यगेनोपपद्यते ॥ ५०२ ॥ 
विशुष्कमन्नमभ्यस्त न पार्क॑ साधु गच्छति | 

पिण्डीकृतमसंक्लिन्नं विदाहस॒पगच्छति ॥ ५०३ UI 
' स्नोतस्यन्नवहे पित्तं पक्त वा. यस्य तिष्ठति | 


अध्यायः ४६ | 


सूत्रस्थानम्‌'। २२३. 


ज्ज्य 


विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं eat ॥ ५०४॥ 
शुष्कं विरुद्धं विष्टम्भि वहिव्यापद्सावहेत्‌ || ५०५ ॥ 
द्रव जिसमें अधिक हो ऐसे पदार्थ तथा केवल ga पदाथा 
को प्रमाण (Caer) से गुर (अधिक) रूप में नहीं सेवन 
करने चाहिये किन्तु द्व की आव्यता ( अधिकता ) से युक्त 
सूखे पदार्थ अच्छी प्रकार से पचते हैं। केवळ विशुप्क अन्न 
का सेवन करने से वह ठीक रूप से नहीं पचता हे । पिण्डः 
रूप में किया हुआ तथा द्रवादि से गीला नहीं किया हुआ 
अन्न सेवन करने से विदाह को प्राप्त हो जाता हे । अञ्नवाहक 
aaa (Stomach ) में तथा पित्त के स्थान ( निर्माणइष्टि 
से anq Lier तथा सञ्चय-इ्ि से Gall Bladder और 
कार्यकारण-इष्टि से अहणी ( Deodenum ) में जव पित्त रुक 
जाता है उस दशा में खाया हुआ विदाही अन्न तथा अचिदाही 
अन्न दोनों विदग्ध हो जाते हें । शुष्कभोजन, विरुद्ध भोजन 
तथा विष्टम्म ( कब्ज, शुरू, आनाह ) करने चाळा भोजन 
जाठराप्म को नष्ट कर देता है ॥ ५०२-५०५ ॥ 


आमं विदग्धं ised कफपित्तानिलेख्रिमिः | 
अजीर्ण केचिदिच्छन्ति चतुथं रसशेषतः ॥५०६॥ 
कफ की दुष्टि से आमाजीण, पित्त की gfe से विदग्धाजीर्ण 
तथा वात की efe से विष्व्धाजीर्ण होता है। कई आचार्य 
एक चौथा रसशेवाजीर्ण भी मानते हैं ॥ ५०६॥ 


अत्यम्चुपानाह्विपमाशनाद्वा 
सन्धारणात्‌ स्त्रप्तविपयेयाच्च | 
कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि भुक्त- 
सन्नं न पाकं भजते नरस्य॥ ५०७॥ 
ईष्याभयक्रोघपरित्ततेन 
लुग्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन | 
प्रद्वेषयुक्तेन च सेव्यमान- 
सन्नं न सम्यक्‌ परिणाममेति ॥ ५०८॥ 
अधिक जल पीने से, विषम अशन ( भोजन ) करने से, 
अधारणीय वेगों के धारण करने से, सोने में अनियमितता 
करने से, योग्य समय में तथा छु भोजन करने पर भी वह 
दैक तरह से नहीं पचता है। gal, भय तथा क्रोध से 
व्याप्त, लोभी तथा रोग और दीनता से युक्त एवं मात्त्सर्य युक्त 
पुरुप के द्वारा सेवन किया हुआ अन्न ठीक तरह से नहीं 
पचता है ॥ ५०७-१०८ ॥ 
माधुर्यमन्नं गतमामसंज्ञं* 
विदग्घसंज्ञ गतमम्लभावम्‌ | 
किब्िहिपक भृशतोदशालं 
विष्टव्धभानद्धविरुद्धवातम्‌ ॥ ५०९ ॥ 
उद्रारशुद्धावपि भक्तकाहा 
न जायते हृद्गुरुता च यस्य | 
रसावशेषेण तु सप्रसेकं 
चतुर्थमेतत्‌ प्रवदन्त्यजीणेम्‌ ॥५१०॥ 
कफ के अभाव से माधुर्य को प्राप्त अन्न आमानीर्ण- 


संज्ञक, पित्त के कारण अम्लता को ग्रास अन्न विदग्धाजीण॑- 
संज्ञक पुर्व जव वायु के कारण कुछ पका हुआ तथा पेट में 
अत्यन्त सूई चुभोने की सी पीड़ा और शूरू होताहै तथा वात 
का अवरोध हो जाता है या वायु खुळ कर नहीं सरती है तव 
उसे विष्टव्धाजीरण संज्ञक कहते हैं। ,उकार के शुद्ध होने पर 
भी भोजन करने की आकांक्षा न होती हो तथा हृदय में 
जब भारीपन एवं सुख में पानी, थूक था लार भरी रहती हो 
तव उसे चतुर्थ रसशेपाजीर्ण कहते हैं ॥ ५०९-५१० ॥ 

विमर्शः--भामाद्यनीर्णलक्षणानि-तत्रामे युरुतोलकेद att 
गण्डाक्षिकूटयो । उड्टारश्च यथासुक्तमविदरम" अवर्तते॥ विष्टब्धे 
शुङ्माध्मान विविधा वातवेदना ! मलवाताप्रवृत्तिश्न स्तम्भो मोहो5- 
हुथीडनम्‌ ॥ विदग्धे श्रमतृश्मूच्ळा' पित्ताच विविधा रुजः। उदूगा- 
रश्च सधूमाम्ल' स्रैदो दाहश्च जायते । रसशेषोऽन्नविद्वेपो हृदयाः 
शुद्धिगौरवे ॥ ( अ सं. )। अजीर्णमेदाः-'माधवकरः ने अजीर्ण 
के ६ भेद लिखे हैं--आम विदग्ध Peer कफपिम्तानिरँखिमिः | 
अजीर्णे केचिदिच्डन्ति चतुर्थ wader ॥ अजीर्णं पञ्चम केचित्निदोंष 
दिनपाकि च । वदन्ति पष्ठ चाजीर्ण प्राकृन प्रतिवासरम्‌ ॥ 


मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं अमः | 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीणेतः 1 ५११ ॥ 
मूर्च्छा, प्राप, वमन, लाळादिखात्र, अङ्गो झा टटना या 
उनकी निर्वळता या रलानि तथा भ्रम थे अजीर्ण के उपद्रच 
होते हैं । कभी कभी अजी से ag सी हो जाती है ॥५११॥ 
तत्रामे लङ्कनं कार्य विदग्धे बमनं हितम्‌ | 
विष्टव्घे स्वेदनं पथ्यं रसशेपे शायीत च ॥ ५१२॥ 
अजीर्णचिकितसा सूत्र-आमाजीर्ण में छधन, विदग्धा- 
जीर्ण में वमन, विष्व्धाजीणे में स्वेदन और रसरोषाजी्ण में 
शयन हितकारी होता है ॥ ५१२ ॥ 
वामयेदाशु तं तस्माङुष्णेन लवणाम्वुना | 
काय चानशनं तावद्यावन्न प्रकृतिं भजेत्‌ ॥ ५१३॥ 
लघुकायमतश्चेनं लङ्घनेः समुपाचरेत्‌ | 
यावन्न प्रकृतिस्थ" स्याद्दोषः प्राणतस्तथा ॥ ५१४॥ 
अजीर्ण के रोगी को शीघ्र ही उप्णजळ में लवण मिला 
कर चमन कराना चाहिये तथा जव तक अजीर्ण ठीक न होकर _ 
प्रकृतिस्थ न हो जाय तव तक अनशन या लंघन करना 
चाहिये । इस तरह काया के हलकी होने तक और रोगी के 
que से एवं प्राण ( जीवन ) दृष्टि से safer होने तक 
लंघन द्वारा उपचार करना चाहिये ॥ ५१३-११४ ॥ 
हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशानं स्मृतम्‌ । | 
बहु स्तोकमकाले वा विज्ञेयं विषमाशनम्‌ ॥ ५१५ UI 
अजीर्ण भुज्यते यत्त तद्ध्यशनमुच्यते | 
त्रयमेतन्निहन्त्याशु बहून्‌ व्याधीन्‌ करोति वा ॥५१६॥ 
हित तथा अहितकर दोनों प्रकार के पदार्थ संयुक्तकर 
भोजन करना 'समशन? कहलाता हे तथा कभी अधिक मात्रा 
में या कभी अल्पमान्ना में और वे समय में भोजन करना 
“विषमाशन? कहलाताहै। पूर्व खाये भोजन के ठीक तरह से 
न पचने पर फिर gare जो भोजन कर लिया जाता है उसे 


~ 


Be सश्रतसंहिता | 
TTT व 


नि ये तीनों प्रकार के भोजन शीघ्र ही मजुप्य 
ee अनेक प्रकार के ( विसूचिका, अळ- 
सक, विलम्विकादि ) रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ११५-५१६ ॥ 
अन्नं विद्र्धं हि नरस्य शीघं 
शीताम्बुना वे परिपाकमेति | 
तद्ध'यस्य शैत्येन निहन्ति पित्त- 
माक्लेदिभावाच्च नयत्यघस्तात्‌ ॥ LV I 
पित्त की छुटि से ager का विदुग्ध हुआ अन्न शीतळ 
जळ के पान से शीघ्र ही परिपाक को प्राप्त होता है कारण 
कि चह शीतळ जळ अपने शेत्यभाव से प्रकुपित पित्त को नष्ट 
कर देता दे तथा अपने aA से उसे नीचे दस्त के द्वारा 
निक्षाळ देता है ॥ ५१७॥ 
विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्रे 
दह्येत हृत्कोछगलं च यस्य | 
द्रा्ाऽभयां माक्तिकसम्प्रयुक्तां ˆ 
लीढबाऽभयां वा स सुखं लभेत ॥ ५१८॥ 
जिस मनुष्य के भोजन के वादु ही हृदय, कण्ठ और गले 
सें जलन होने छग जाय उसे सुनक्का तथा हरद के चूर्ण को 
शहद के साथ चदाने से अथवा केवळ हरद के चूर्ण को शहद 
के साथ चाटने से ae सुख को प्रात करता है ॥ ५१८ ॥ 
भवेदजीणं प्रति यस्य शङ्का 
स्निग्धस्य जन्तोबेलिनोऽन्नकाले | 
प्रातः स शुण्ठीमभयामराङ्को 
gala सम्प्राश्य हितं हितार्थ ॥ ५१६॥ 
स्वल्पं यदा दोपविवद्धमामं 
लीनं न तेजःपथमाव्ृणोति | 
भवत्यजीर्णेऽपि तदा बुभुक्षा 
सा मन्दचुद्धिं विपवन्निहन्ति ॥ ५२० ॥ 
बलवान तथा स्निग्ध शारीर चाळे जिस ager को भोजन 
के समय अजीर्णकी age जाय तव चह निज हितार्थ 
सोंठ के चूर्ण के सहित हरड के चूर्ण को शाङ्कारहित होकर 
सेवन करके हितकर भोजन कर खेवे। जव दोपों से विबद्ध 
हुआ थोडा सा भोजन का आमांश अन्नादिवाइक Maat में 
छीन होकर पित्त के मार्ग को नहीं रोकता है तव अजीर्ण 
होने पर भी भूख छगी रहती है किन्तु चह att भूख उस 
सन्द ofa वाले मनुष्य को विप के समान मार डालती हे ॥ 
अत्‌ TH अवच्ष्यामि गुणानां कमेविस्तरम्‌ | 
कममिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रव्याश्रया शुणाः ॥ ४२१ ॥ 
अव इसके अनन्तर द्रव्य में रहने ® 
frame से वर्णन करते हँ! नाना जब्या के Sle sat त 
चान उनके कर्म से ही अनुमेय ( शेय ) होता हे ॥ ५२३ ॥ 


दादनः स्तम्भनः शीतो मूर्च्छांठदरवेददाहजित | 


* सयात्‌ पाचनश्च विशेषतः || ५२ 
~ e x २२ ul 
सनदमाद्वङत्‌ खिग्धो बलवर्णेकरस्तथा | 


रूक्षस्तद्रिपरीतः स्याहिशेपात्‌ स्तम्भनः खरः || ५२३ ॥ 
पिच्छिलो जीवनो बल्यः सन्धानः शलेष्मलो गुरु) | 
विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ क्लेदाचूपणरोपणः ॥ ५२४॥ 
दाहपाककरस्तीच्णः SAM, TELA | 
साटोपलेपबलकृद्‌ गुरुस्तपेणवृंहणः ॥ ५२५ ॥ 
लघुस्तद्विपरीतः स्याल्लेखनो रोपणस्तथा | 
दशाद्याः कर्मतः प्रोक्तास्तेपां कर्मविशेषणेः ॥ 
दशैवान्यान्‌ प्रवच्यामि द्रवादीरतान्षियोध मे ॥५२६॥ 
द्रव्याश्रित शीत शुण-उप्णता से पीडित मनुष्यों को सुख 
पहुचाने चाळा, स्तम्भक तथा मूर्च्छा, तृष्णा, स्वेद और दाह 
को नए करता है किन्तु उप्ण गुण-श्ीतशुणों से विपरीत होता 
हे और विशेषकर पाचक होता है। स्निग्ध गुण-दारीर में 
स्निग्धता तथा agar का जनक od देह के चळ और वणं 
को बढ़ाता है | रूच्गुण-स्निग्ध के विपरीत होता है परन्तु वह 
विशेषकर अतिसारादि में स्तम्भन कार्य करता है तथा खर- 
स्पर्शायुक्त होता हे । पिच्छिरगुण-जीवन शक्ति का aes, 
वठजनक, भझ्नास्थियों का संधान करने वाळा कफ- 
कारक और भारी होता है । विशद गुण-इससे विपरीत होता 
हे तथा क्ळेद्‌ का शोपण करने वाळा एवं बण का रोपक होता 
है । तीचग गुण-दाह, पाक और ब्रणादि से खाव कराता है 
किन्तु शदुगुण-इससे विपरीत होता है । गुरु गुण-साद 
( ग्लानि ), उपलेप ( देह में मळ्वुद्धि ) तथा चल को बढ़ाता 
है तथा शरीर, इन्द्रियां, मन और आत्मा alge करने चाळा 
तथा देह का पोपक होता है किन्तु ल्घुगुण-इसके विपरीत 
लेखन करने:वाला एवं घण का रोपक होता हे । इस तरह 
आदि के दशगुण उनके विशिष्ट कर्मा के अनुसार कह दिये 
हैं। अव द्ववादि अन्य दुदा गुणों का वर्णन करता हू उन्हें 
सुनो ॥ ५२२-५२६ ॥ 
विमर्श-द्रवादीन्‌ = द्रवसान्द्रशइणकर्करासुगन्धदुरगन्धसरमन्द- 
व्यवायिविकास्याशुकारिस्भमशुणान्‌ | 
द्रवः प्रक्लेद्नः, सान्द्रः स्थूलः स्याद्‌ बन्धकारकः | 
*हद्णः पिच्छिलवञ्ज्ञेयः ककेशो विशदो यथा ॥५२७॥ 
सुखालुबन्धी GI सुगन्धो रोचनो सदु: | 
दुगन्धो विपरीतोऽस्माद्शङ्लासारुचिकारकः ॥ ५२८ ॥ 
सरोऽनुलोमनः श्रोक्तो, मन्दो यात्राकरः स्मृतः | 
व्यवायी चाखिल देहं व्याप्य पाकाय कल्पते ॥ ५२६ ॥ 
विकासी विकसन्नेचं घातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ | 
आशुकारी तथाऽऽशुत्वाद्धावत्यम्भसि तैलवत्त ॥ Kell 
GAT सोच्म्यात्‌ GAY खरोतःस्चुसरः स्मृतः | 
गुणा बिंशातिरित्येचं यथावत्परिकीत्तिताः ॥ २३१॥ 
द्रवगुण-द्वरीर में छेद करनेवाला हे । सान्द्रयुण-देह को 
स्वूळ करने वाळा तथा aaa ( उपचय) कारक है। 
छच्णगुण-पिच्छिछ के समान होता हे तथा कर्कशणुण-विशाद 
के समान होता है। सुगन्धगुण-सुख का जनक, सुषम, रोचक, 
तया गदु होता है। दुर्गन्धगुण-इसकेविपरीत होता है तथा हज्ञास 
और अरुचिकारक होता हे । सरशुण-वातादि का अचुळोमक 


“काराचा AREA अ ATSDR ne वह कान पनाक#९पका नाक 


होता हे तथा सन्द्गुण-देह की यात्रा को करने वाला है। 
व्यवायी शुण-प्रथम समस्त शरीर में व्याप्त होकर पश्चात्‌ 
परिपक्क होता है। विकासीगुण-अपक्कावस्था में ही समग्र शरीर 
में फेलकर मद्य तथा विष के समान शरीर की धातुओं को तथा 
सन्धिवन्धनो को शिथिल करता है। आशुकारी गुण-जरू में 
डाले हुये तेळ की तरह अपनी शीघ्रगति से समस्त शरीर 
में फेलता है। सूच्मशुण-अपनी सूचमता से शरीर के सूचम 
खोतसों में अविष्ट करता है । इस तरह इन वील quit का 
यथाचत्‌ वर्णन कर दिया हे ॥ ५२७-५३१ ॥ 

विमर्दः--यद्यपि गणना के नाम से सुश्रुत बीस गुणां का 
नाम लेता है किन्तु इन अन्तिम दवादि गुण दश न होकर 
वारह हैं अतएव असली सुश्रुत का पाठ अन्य ही होना चाहिये 
था। वाग्भट भी चीस गुण ही मानता है जेसे--गुरुसन्द्रहिम- 
सिग्धरल्छ्गसान्द्ररदुस्िरा. । युणा, सुस&मविशदा विंशतिः सवि- 
war ॥ चरक ने भी वीस गुण लिखे हैं यथा-- विंशतिगुणो 


युरुल्धुशीतोष्णस्निग्धरूक्षमन्दतीदगस्थिरसरय्रदुकठिनविशदपिच्छिल- 


इलच्णखरसद्मस्थूलसान्हत्वानुगमात. ॥ श्रीभावमिश्रः=सुञ्च॒ते तु गुणा 
पते विंशतित्तान्‌ at “इणु । geeg स्निग्वरुक्षी dhe: seq: 
स्थिरः सरः fiat विशदः शीत उष्णश्च सृदुवर्कशो । स्थूल 
समो द्रव" शुष्क आशुर्मन्द, रमृता शुणा.॥? इति। (पूर्व व्याप्याखिल 
कायं ततः पाक च गच्छति | व्यवायि तथथा भङ्गा फेनं चाहिसमुद्ध- 
वम्‌, ॥' इति । “सन्धिवन्यांस्तु जिथिलान्‌ यत्करोति विकासि तत्‌। 
तिङलेष्यौजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवा ॥? इति । 


सम्प्रवक््याम्यतश्चो््येमाहारगतिनिश्चयम्‌ ॥ ५३२॥ 

अब इसके अनन्तर आहार की गति के निश्चय के विषय में 
वर्णन करता हूँ ॥ ५३२ ॥ 

विमर्श/--आहार की गति या परिवर्तन फूड मेटावोलिज्म 
(Food metabolism) शरीर सें एनावोलिज्म (Anabolism) 
या रचनात्मक क्रिया तथा केटावों लिज्म ( Katabohsm ) या 
विनाज्यात्मक क्रिया करके दो कार्य होते रहते हैं। ये दोनों 
क्रियाएँ साथ साथ चलती रहती हैं | प्रथम क्रिया से सेवित- 
खाद्य द्वच्यों के रस-रक्तादि वन कर शरीर की वृद्धि, क्षतिपूर्ति 
और रक्षा होती है। द्वितीय क्रिया से शारीरिळ धातुओं में 
Co, गेस, जळ, अमोनिया यूरिया आदि agra त्याज्य 
पदार्थ वन कर स्वेद, सूत्र और प्रश्वास वाहर निकलते हॅ । 


पद्वभूतात्मके देहे ह्याहारः पाञ्चभौतिकः । 
विपकः पञ्चथा सम्यग्गुणान्‌ स्वानभिवद्धयेत्‌ 11५३३॥ 
एथिची आदि पञ्च महाभूर्ता से वने हुये देह में गया हुआ 
पाञ्चभौतिक आहार पाचक पित्त या असि ( पाचक cat) 
द्वारा टीक तरह से पक्क होकर अपने अपने गुण वाले शारीरिक 
अङ्ग या धातुओं को बढ़ाता है ॥ ५३३ ॥ 
चिमर्दाः--आयुर्वेद देह को पञ्चसूतनिर्मित मानता है। 
पाश्चात्यविज्ञान समस्त पदार्थों को नब्बे तरवो ( Elements ) 
से चना सानते है जिनमें से शरीर में २३ सूल तत्त्व पाये जाते 
हैं। भाक्सिजन, कार्वन, हैद्रोजन, नेट्रोजन, फोस्फोरस, चुना, 
auras, कोरीन, सोडियम, लोह, पुदेशियम, भेग्नेशियम 
तथा फ्ळोरिन ये झुख्य हे । देह में प्रोटीन, फेट, कावों हैद्वेट, 
२६ सु० 


S 


NIN RL NPA या AA AAPA AAPA ALAA AA AAPL AAPA AA ALAA AAA AAA AAR ARAL PAL AIP PLL EPPA APP PPI Pata Pes 


साइट और जळ ये पांच मुख्य हैं तथा देह-पोषणार्थ भोजन 
में भी ये पञ्च wa अवश्य होने चाहिये। आयुर्वेद आहार 
को पाञ्चभौतिक मानता है किन्तु डाक्टरी इन्हीं प्रोटीनादि 
पांच तथा विटामिन से युक्त आहार को मानते है। चरके 
अज्नपरिपाकक्रियावर्णनस्‌-अन्नमादानकर्मा तु प्राण कोष्ठ प्रकर्षति | 
तद्‌ द्रवैभिन्नसघात स्नेहेन Tea गतम्‌ ॥ समानेनावधूतोऽञ्निरुदर्य 
पवनेन तु । काळे सुक्त समं सम्यक्‌ पचत्यायुर्विषुद्धये ॥ एव रस- 
मळायान्नेमाशयस्थमध. स्थित । पचत्यप्रिर्यथा स्थाल्यामोदनायाम्यु 
तण्डुळम्‌ ॥ अन्नस्य YUNA षडूसस्य प्रपाकतः। मधुरात्माकू 
TRAM फेनभूत उदौयंते ॥ परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लः 
मावत | आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छसुदीर्यते ॥ पक्ाश्यन्तु 
प्रास्य शोष्यमाणस्य वहिना । परिपिण्डितपक्वस्य वायु स्यात्कड- 
भावत"॥ अन्नमिष्ट ुपङ्कतमिष्टैयेन्धादिभिः पृथक्‌ । देहे प्रीणाति 
गन्धादीन्‌ धाणादीनीन्द्रियाणि च॥ भीौमाप्याग्नेयवायव्या पञ्जौ- 
ष्माणः सनाभसा"। पञ्चाद्दारयुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ 
पचन्ति हि ॥ यथास्व खज्न पुष्यन्ति देदद्रन्ययुणा पृथक्‌। पार्थिवाः 
पा्थिवानेव शेषाः शेषाइच कृत्स्नश ॥ सप्तभिर्देदधातारो द्विविधाश्च 
पुनः पुन" । ययास्वमञ्चिभि पाक यान्ति किद्टप्रसादवत्‌॥ (प्य, 
ग्रहणीचिकित्सा )। डाक्टरी में आहार के कार्यो हेड्रेट का पाचन 
सुख के छाळारस से तथा वहां से आमाशय में जाने पर 
आमाशयिक रस ( Gastric 171०४ ) द्वारा पाचन तथा वहां से 
ग्रहणी सें जाने पर भोजन के फेर, प्रोटीन तथा कावों Reza 
का पाचन यकृत तथा पित्ताशय से आये हुये पित्त ( Bile ), 
अग्न्याशय ( Pancrease ) से आये हुये अभिरस ( Panora- 
४0० 177०४ ) एवं आन्तरिक रस ( संकस हृण्टेटि कस ) के द्वारा 
होता है। इस प्रकार सम्यक्‌ पचे हुये भोजन का द्रवांश 
या रसांझ ग्रहणी से आगे ज्ञद्वान्त्र में पहुंचता है। agra 
की दीवारों में लगी हुई रसाडकुरिकाएँ ( ४211) फेट के 
पाचन से चने हुये सारभूत रसांशा का शोषण कर रस प्रपा 
( Ousterna ०7३० ) में जाता है तथा वहां से रसकुल्या सें 
और WET से अक्षका धरा सिरा ( Subclavian vem ) 
के रक्त में मिल जाता हे । पचे भोजन के प्रोटीन तथा शर्करा 
जातीय पदार्थ के सूचमरसांश प्रतिहारिणी सिरा की सूचम 
शाखा हारा प्रथम यकृत में तथा वहां से भधरा महासिरा 
में होते हुये हृदय के दुक्षिणालिन्द सें पहुच जाते Et wat से 
बचे हुये शेप स्थूळ भाग बृहदन्त्र में घूमते हुये मळ के रूप 
सें युद द्वारा बाहर निकल जाते हैं। 
अविद्ग्धः कफं पित्तं विदग्धः gat पुनः | 
सम्यस्विपक्तो निस्सार आहारः परिदरहयेत्‌ ॥ ५३४ ॥ 
अविदग्घ ( मधुरावस्था को प्राप्त) आहार कफ को बढ़ाता 
हे ert ( अम्लावस्था को प्राप्त ) आहार पित्त को चढ़ाता 
है तथा टीक तरह से पकने पर ( रसादि के शोपण से बचा 
हुआ ) निःसार ( मळ या किहररुपी ) आहार वायु को 
बढ़ाता हे ॥ १३४ ॥ 
विमदीः--“आहार के प्रथम कफ वनाने का तात्पर्य छाछा 
रस को उत्तेजित करना तथा विंद्ग्धावस्था सें पित्त बनाने 
का तात्पर्य 316 को उत्तेजित करना एवं पाकाचन्तर वृददन्त्र 
सें जाकर चायु बनाने का तात्पय वहां सडन से Gases चनती 
इषस समन्वय समझना चाहिये । 


२२६ 


बिणमूत्रमाहारमलः सारः प्रागीरितो रसः | 


स तु व्यानेन वित्तिः सर्वान धातून प्रतर्पयेत्‌ ॥५३श॥। 


पचे हुये आहार का मरू-विष्टा और सूत्र हैं तथा सार" 


भाय रस कहलाता है । यह रस व्यान चायु से प्रेरित होकर 
शारीर फी समस्त रख-रक्तादि धातुओं को दृत करता रहता हे ॥ 


दिवा विवुद्धे हृदये जाग्रतः पुण्डरीकवत्‌ | 
अन्नमक्तिन्नधातुत्वादजीणेंडपि हितं निशि ॥ ५३७॥ 
हृदि सम्मीलिते रात्रो प्रसुप्तस्य विशेषतः | 
क्लित्रविस्र॒स्तधातुत्वादजीण न हितं दिवा ॥ ५३८॥ 
दिन में जागते हुये भचुण्य का हृदय कमळ के समान 


विमशेः--सारमलमृन्ननिर्माणणमनवर्णनं wget यथा- | विकसित रहता हे इस लिये धातुओं में क्लेद न होने से 


आहारस्य रस सार सारहोनो Awa | सिराभिस्तञ्ज नीते 
वस्तौ मूत्रत्वमाप्नुयात.॥ तत्‌ किट्ट च मल शेय तिहेत्पक्वाशये च 
तत्‌. । वलित्रितयमार्गण यात्यपानेन नोदितम्‌ ॥” इति। अन्यच्च 
ware किट्रमन्नस्य मूत्र विधाद धन शाक्त ( वाग्भटः) । इस 
तरह आयुर्वेद मूत्र को मळ की तरह आंत्र में बनना मानते 
Yan आन्त्र से सूचम खोतसों द्वारा यह मूत्र बस्ति में 
पहुंचता है तथा Te का कार्य चरवी को पुट करने (बनाने ) 
का मानता हे | ‘art gat प्रोक्तौ जढठरस्थस्य मेदस? 
किन्तु डाक्टरी मत से gas के सेल gaiiquadt द्वारा 
gr में गये हुये रक्त से यूरिभा, थूरिक एसिड तथा त्याज्य 
जळीयांश को gas कर ठेते हैं तथा ये पदार्थ दो गविनियों 
( Uretors ) द्वारा मूत्राशय में पहुच कर मूत्र संज्ञा को प्राप्त 
होते हें । वस्तुतस्तु वेद में यह वर्णन स्पष्ट मिळता है जिसे 
गुरुवर्य गणनाथसेन जी ने प्रत्यक्ष शारीर में स्पष्ट लिखा है। 
यदान्त्रेषु गविन्योयंदू' यद्वरतावधिसश्चितम्‌। मूत्रमेव तदुच्यता 
वडिवौलोनिसश्चकम्‌॥ ध्यान वायु हृदयस्थ प्राणवायु का ही 
एक भेद हे । “न्यानो हृदि स्थित? ( वाग्भदः) रस तथा रस- 
संवहन ( Blood ०९००।६४।०० ) का कार्य करती हे। 'रससव- 
नोघत ? ( सुश्रुतः ) “ 


कफः पित्तं मलः By स्वेदः स्यान्नखरोम च | 


नेत्रबिद्‌ eg च स्नेहो धातूनां क्रमशो मला. ॥५३६॥ 


सपतधातुओं की उनमें रहने चाळी सात अशिया से पाक 
होने पर उनसे क्रमशः बनने वाळे मळ जेसे-रस का कफ, 
रक्त का पित्त, मांस का कर्णनासादिखोतसस्थित मळ, मेद 
का स्वेद, अस्थि का नख तथा रोम तथा भजा का नेत्र मर 
और त्वचा का स्नेहांदा ये इन धातुओं के सळ होते हैं ॥५३६॥ 

विमशे'--चाग्भट ने ओज को शुक्र का मळ बतळाया है । 
कफ पित्त मल सेषु प्रस्वेदो नखरोम च । स्नेहोऽक्षि त्वग्विशामोजो 
धातूना कमशो मला ॥ परन्तु Megane ने ओज को 
शुक्र का मळ न मानकर सार माना है "शुक्रस्य सारमोज 
अत्यन्तशुद्धतयाऽस्य मलाभाव ॥ सुश्रुत के टीकाकार उर्हण 
ने भी शुद्ध सोने फो तपाने से जैसे उसमें से मऊ नहीं चनता 
हे तद्दत शुक्र के पाक होने पर उससे स्थूळ भाग शुक्र तथा 
उसका स्नेह भाग ओज होता है। अर्थात्‌ ओज को शुक्र का 
मळ न सान कर स्नेह माना हे--्वाभिभि पच्यमानेधु मर 
पट्सु रसादिपु। न शुक्रे पच्यमानेऽपि देमनीवाक्षये मल ॥ 


रात्रि ( सायङ्काळ ) के समय अजीर्ण होने पर भी अन्नका 
सेवन करना हितकर ही होता हे किन्तु रात्रि में विशेष कर 
सोये हुये मनुष्य के हृदय के सम्मीलित ( अल्प कार्य कर) 
हुये रहने से एवं धातुओं के क्लेदयुक्त तथा शिथिल हुईं 
रहने से अजीर्ण हो जाने पर दूसरे दिन प्रातः काळ भोजन 
करना हितकर नहीं दे ॥ १६७-५३८ ॥ 

विमर्शः--चरक में यह विपय अच्छे रूप से समझाया 
है । प्रातराशे त्वजोर्णेपि सायमाशी न दुष्यत्ति। दिवा प्रबुध्यतेऽ- 
कण हृदय पुण्डरीकवत्‌ ॥ तस्मिन्‌ विवुडे ख्रोतासि स्फुटत्व यान्ति 
wart व्यायामाच्च विचाराच्च विक्षिप्तत्जाच्च चेतस ॥ न 
क्लेदसुपगच्दन्ति दिवा तेनाऽस्य धातव" | अछिन्नेष्वन्नमासिक्तमन्य* 
तेपु न दुष्यति ॥ अविदग्ध इव क्षौरे क्षीरमन्यद्विमिशरितम्‌। रात्र 
तु हृदये म्लाने सड्तेष्वयनेष॒ च ॥ यान्ति कोष्ठे च विछेंद सबृते 
देहदधातव । छिन्नेष्वन्यदपक्वेपु तेष्वासिक्त प्रदुष्यति॥ विदग्येषु पय." 
स्वन्यत्पयस्तपेष्धिवार्षितम्‌ । नैशेष्याद्वारजातेपु नाविपकेषु बुद्धिमान्‌ ॥ 
तस्मादन्यत्‌ समश्नीयात्‌ weer वलायुपी । (ao अहणी- 
चिकित्सा )। 


इमं विधिं atsgud महामुने- 
नृपर्पिमुख्यस्य पठेद्धि यत्नतः | 
स भूमिपालाय विधातुमौषध 
महात्मनां चाहेति सुरिसत्तमः ॥ ५३६ ॥ 
इति भगवता श्रीघन्बन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण 
महर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां 
सूत्रस्थाने षट्चत्वारिंशात्तमो- 
ऽध्यायः ॥ ४६॥ 
Arr OX ID 
राजा तथा ऋषियों में प्रधान म हासुनि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
द्वारा मानी हुई इस आहारविधि को जो यत्नपूर्वक पढ़ता 


वह विद्वानों में श्रेष्ठ बेध राजा तथा अन्य श्रेष्ठ महात्माओं 
की चिकित्सा करने में योग्य होता है ॥ ५३९॥ 


इत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाभाषायाँ सूत्रस्थाने 
“चदचत्वारिदत्तमोज्ध्यायः ॥ ४६॥ 


acre DIR AIO 


इति सूत्रस्थानं समाष्तम्‌ _ 


PE 2 8-42: 7 या 


BE लिदानस्कॉलसः | 


प्रथमोऽध्यायः | 


अथातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २ ॥ ` 


अव इसके अनन्तर 'वातव्याधिनिदान? का वर्णन करते 
£, जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ 

विमद्वः:-_“तेगमादो परीक्षेत' इत्युकतदेतुलक्षणप्रतिपादक” 
नेदानस्यानमारभ्यते-अयेति “पित्त sy कफः पङ्गुः पद्धवी 
wad: 1 aga यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्‌ ॥' 
[त्युक्त्वा 87 वातस्य प्राधान्यात्‌ प्रथमं वातम्यायिनिदानमवि” 
rote | वाततननितोऽसावारणव्याधिर्वातन्याविराक्षेपकाठिस्तस्य निढा- 
रं बातब्याधिनिदानन । निर्दिव्वते व्याविरनेनेति निदान विप्र- 
टसन्निदृष्मेदेन व्याव्युत्पचिददेतुमूतनित्यर्थ. | विप्रकृष्ट--विरुद्धां- 
परादि, सिङ वाताठि। अपि च--नि निश्चयनिषेरयो? 
' इत्ति वररुचेरुपसतगंदत्नेणं निशब्दस्य निश्चवार्थकत्वाद्‌ व्याविकरण 
' निद्वानमित्यर्थः 1 रोगाणा निदानं पद्विधमित्याइ माधवकरः-- 
fart gen स्पाण्युपश्ञयस्तथा । सम्प्रप्तिश्चेति विज्ञान 
रोगाणां पञ्चधा स्तनम्‌ ॥ निमिततददेत्वायतनप्रत्ययोत्यान 
कारणैः । निदानमाहुः पर्यार्यः प्रायूप येन छक््यते॥ इति | 
शाईवरे वातन्याधेरश्चीतिर्मेदा उक्ता--अश्नौतिवातिजा रोगा- 
कथ्यन्ते सुनिमाषिता ' इति । चत्तार्रिशञ्च पैत्तिका । विंशतिं 
दळेश्मजाः प्रोक्ताः । निदान दाब्दं के दो अर्थ होते हैं। प्रथम 
रोगों के कारण 0६५5९ को निदान कहते हैं तथा द्वितीय अर्थ 
रोगों के निर्णय करने के तरीकों (उपायों ) को निदान 
( Diagnosis ) कहते हॅ । 

घन्वन्तरि wat वरिष्ठमम्रृतोद्भवम्‌ | 
चरणावुपसकगृह्य सुश्रुतः परिप्रच्छति ॥ ३॥ 

वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनैः | 

स्थानं कमे च रोगांश्च वद मे वदतां वर ! ॥ ४॥ 

घमं मानने वाळे या जानने वाली में श्रेष्ट तथा ससु” 
भथन के समय जअम्त-कलश इस्त में लेकर उत्पन्न gt 
घन्वन्तरि भगवान्‌ को महर्षि सुश्रुत उनके चरण छूकर प्रश्‍न 
करने ठगे। दे मापण देने वालों में श्रेष्ट भगवन्‌ | आप प्राकृतिक 
वायु के तथा अनेक कारणों से कुपित हुये वायु के स्थान; 
कमें तथा रोगों को मेरे छिये कहो ॥ ३-४ ॥ 
विमर्शः-ससुद्रमन्यनत्तमये अनृतेन सह उद्धव उतत्ति- 

येत्य तन्‌ । जैसा कि विष्णुपुराण में लिखा है--मन्यान 
मन्दर इला नेत्र इन्वा aaa ततो मथितुमारव्या मैत्रेव ! 
asa ! ततो धन्वन्तरिर्देव व्वेताम्बरधर, स्त्रयन्‌ fara 
wed, qin समुत्थितः ५ SR यहाँ, चातरोरए-वणनर्थ 
अध्याय लिखा हे उसी प्रकार पिच तथा कफ के रोगों के 
लिये अध्याय क्यों नहीं लिखा इसका उत्तर विजयरक्षितजी 


झं i नेता-- कफः पटुः 
सङुक्रोप में देते हें an—ca व्यवस्थिते वातन्याधिवतू पिठ” | दोषाणां चा फ्त्ति % क Et 


कफव्याधी कसमान्नोक्तौ ? उच्यते-वायोरतिवरत्वेनाुकारित्वैन च॑ 
गरोयस्त्वात्तद्विकाराणा दु"साध्यत्वादाइवेवात्वयकरत्वाद्विदिष्टचिमि* 
त्सालवाद्वातव्याध्यमिवान न तु कफ्वित्तव्याध्यभिवानन्‌ | अत एव 
चरक-सुद्यतादिष्वपि वातरोगाथ्याय एव निर्दिष्टो च तु पित्तकफ 
रोयाध्यायः । 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा श्रात्रवीद्विषजां वरः | 

स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायुरित्यमिशब्दितः॥ ५ ॥ 

स्वरातन्ध्यान्नित्यमावाञ्च सवेयत्वात्तयैव च । 

सर्वेपामेव स्वात्मा सर्वेलोकनमस्क्रतः ॥ ६ ॥ 

स्थित्युत्पत्तिविनारोषु भूतानामेप कारणम्‌ | 

अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च SA: शीतो लघुः खरः ॥७॥ 

तियंग्गो द्विगुणश्चैव रजोबहुल एव च | 

अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमृूहराद ॥ ८ ॥ 

आशुकारी BEAM पकाघानशुदालयः | 

देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निवोध मे ॥ ६ ॥ 

gaa} वचन को सुनकर चेयं में श्रेष्ट धन्वन्तरि कहने 
लगे कि-यह वायु अपने कार्य में स्वतन्त्र होने से, नित्य 
होने से तथा सचंत्र व्याप्त होकर रहने से आकारा की तरह 
स्वयम्भू तथा भगवान्‌ अर्थात्‌ अणिमादि ऐश्र्य-युणयुक्त है। 
यह सब ग्राणियों को चेतन्य ( प्राणवायु) देनेकी दृष्टि से 
उन सबकी आत्मा है तथा उन सर्वो से नमस्कृत दे । स्थावर 
तथा जङ्गम भूतों की स्थिति (wary, safe तथा fara 
में भी यही कारण है। यह अव्यक्त ( अद्यय = रूपरहित ) 
होते हुये भी व्यक्त कार्य करता है तथा यहद रूक, शीत, खु 
और खर gat से युक्त दै तथा तिर्यग्‌ ( टेढा ) चलने वाला, 
शब्द-स्पश् रूपी द्वियुर्णो से युक्त, त्रिगुणात्मक होते हुये भी 
रजोगुण की प्रधानता वाळा, अविन्त्य-दक्ति-सम्पन्न, दोप, 
चातु तथा सळों का इतस्ततः-सञ्चरण कराने वाला, रक्त पित्त- 
कफजन्य अन्य सब रोगों में राजा ( प्रधान ), आश ( शीघ्र) 
ही अच्छा-छुरा कार्य करने वाला, सदेव गतियुक्त तथा 
विशेष रूप से पादाय ९ बृहटन्त्र ) तथा युदा में ( विकून 
रूप से ) रहने वाला है। धन्वन्तरि कहते दे क्रि अव शरीर 
में विचरण ( प्रसर ) करते हुये वायु के लक्षणा को मेरे से 
सुनो ॥ ५-९ ॥ 
विमर्शः-द्वियण' = सप्ेशन्दद्वितयशुगवुक्त" | तया च मनु- 

Cpe परस्परन्‌ 1 TT Ts Be 
घारग्न्त्युत्तरोत्तरम. ॥ 'इति। अपि चर्मद्दाभूतानि ख वायु 
रञ्चिराप क्षितिलाया । आब्दः aia रूपं च रसी TIT तद्युणा ॥ 
तेषामेक्युण पूर्वो युणवृद्धि' परे परे । पूर्व Gata क्रमतो युणिषु 
aa ॥? इति । रजोबदुळ = त्रियुणन्वेऽपि प्रवतेऊचाद्रज प्रधान” । 
साडर्वे--सत्तव eg प्रकाशकनिध्मुप्टन्मक चल्च रज.” इति। 
a Gaal मठघातव, । 


२९८ 


सुश्रतसहितां | 


_ टा SST en nn 
कळक IA IPP PLO AP PARA शशी शशश शशश शी 0 शशश शशश ४0४४४४0000 


वायुना यत्र नौयन्ते तत्र गच्छन्ति मेववत. ॥ Cama) 
रोगसमूहराद--विश्व॒लादाशुकारिल्वाइलित्वादन्यकीपनात । स्त्ातः 
ane वहुरोगत्वाद्दोषाणा प्रवलोऽनिळ ॥ झाखागता' कोछगताश्च 
रोगा मर्मॉर्ध्वसर्वावयगद्गजाश्च । ये सन्ति तेपा न तु कश्चिदन्यो 
वायो पर जन्मनि देतुरस्ति॥ ( चरक-सिद्वि० eto १ ) 
दोषधात्वप्रिसमतां सम्प्राप्ति विषयेषु च | 
क्रियाणामाइुलोम्यं च करोत्यक्कुपितोऽनिलः ॥ १०॥ 


अकुपितवातकार्य-<अकुपित वात-दोष, aig तथा असि 
की समता रखने वाळा, शब्द, Tal, रूप, रस, गन्ध इन 
पांच विपयों में मच को चक्षरादि इन्द्रियों के साथ संयुक्त 
कराने वाळा तथा शरीर की श्वासप्रश्वास, पाचन-रकसञ्चर- 
णादि क्रियाओं तथा पञ्चकर्मेन्द्रियों की चचनादि क्रियाओं को 
ठीक टीक रूप से करने चाळा है ॥ ३० ॥ 
विमर्शः--चरकोक्तवातकर्मा णि-वायुस्तन्त्रयन्त्रधर., प्रवर्तकश्चे- 
शनामुच्चावचाना, नियन्ता प्रणेता च मनस', सर्वेन्द्रियाणामुधो- 
जकः, सवेन्द्रियाणामभिवोटा, सर्वशरीरधातुव्यूहकर , सन्धानकर' 
शरीरस्थ, TG वाच, प्रकृति शब्दस्मशयोः, श्रोत्रस्पर्शनयो- 
मूल, दर्पोत्साइयोयोनि., समीरणोऽग्ने , दोषसशोपण , क्षेप्ता वदि 
मेछाना, स्थूछाणुल्लोतसा भेत्ता, कर्ती गर्माङ्कतीनाम्‌, आयुपोऽुप्रवृ- 
त्िप्रत्ययभूतो भवत्यकुपित'। ( च, सू. अ. १२) । इस तरह 
थह निर्विवाद है कि जो कार्य Nervous System का हे वही 
कार्य वात का है। Bram या मस्तिष्क इसका Ber केन्द्र 
है। यहीं से शरीराज्नों को चेष्टावह ( Motor nerves ) सूत्र 
दवारा आज्ञाएं जाती ह तथा समस्त शरीर से सांवेदनी qa 
(Sensory 7९7४९३ ) द्वारा यहां ही समाचार प्रा होते हें । 
चास्तव में आयुर्वेदिक वात मस्तिष्क से समस्त शरीर में 
इन्हीं सूत्रों मे शक्ति के रूप में दौड़ता रहता है Ga विजली 
घर ( Powe: house) से बिजली ठोस तारों में होकर सारे 
नगर में जाकर चत्तियों को जछाती हैं इस लिये Brom 
( मस्तिप्क या शिर) को मानव राजधानी का राजाया 
शासक ( Kang or Ruler ) कह सकते gan प्रागसूता 
यत्र श्रिता सर्वेन्द्रियाणि च । तदुत्तमाङ्गमङ्गाना शिर इत्यमिधीयते ॥ 
( चरक: ) 1 
यथाऽग्निः पद्चघा frat नामस्थानात्मकमंभिः | 
भिन्नोऽनिलस्तथा होको नामस्थानक्रियामयेः 1 ११॥ 
आणादाना समानश्च व्यानश्वापान एव च | 
स्थानस्या मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥१२। 
जिस तरह 'नणसश्षाध्याय-सूत्रस्थान? में नाम, स्थान तथा 
77317: 
प्रकार का वायु-नाम, स्थान, क्रिया ies << प या 
प्रकार का होता हे । प्राण, उदान सात 0 
व » समान, च्यान और अपान 
ये व के चायु भपने अपने विशिष्ट स्थानों में स्थित 
TERT आत्मा या प्राणियों के देह को घारण करती हे ॥१ 


विमर्श -ग्राणेति। प्रागनिति आगयती 


fe a 
स्थ्यमनिनीन्युदान 1 प्राण 3 उच्‌ 


ने , सुक्तपीते समं नयतीनि समानः, वीर्यवत्कर्स 


कुर्वन्‌ विगृह्य वाऽनितीति व्यान , मूत्रपुरी पाचपनयन्नवोऽनितीत्यपानः। 
शाइपरे सुद्व॒तातिरिक्तः क्रमो इद्यते। तथथा--अपानः स्यात्स- 
मानश्च प्राणोदानौ तयैव च । व्यानश्चेत्ति समीरस्य नामान्युक्तान्य- 
चुक्रमाद्‌ w इति । 'ृदि प्राणो युदेऽपान' समानो नामिसस्थितः | 
उदानः कण्ठदेशे स्यादू व्यान. TACT? ॥? इति । हृदि उर स्थाने 
एषा क्रमशो व्यापाराः--अन्नप्रवेशन मूत्रादयुत्सर्गोऽत्विपाचनम्‌। 
भाषणादिनिमेपादि तद्वथापारा क्रमादमी ॥' इति । 


वायुर्यो Tee स प्राणो नाम देहधक। 
सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्वाप्यवलम्बते ॥ 
प्रायशः कुरुते दुष्टी हिक्ताश्वासादिकान्‌ गदान्‌ ॥१३॥ 
प्राणवायु--सुख में विचरण करने वाळी प्राणवायु है तथा 
वह देह को धारण करती है । अन्न को शरीर के अन्दर आमा. 
शय, अहणी जादि स्थानों में पहुँचाती हे तथा प्राणों का 
अवळम्वन ( धारण ) करती है मिथ्या आहार-विहारादि से 
कुपित हुई यह वायु प्रायः हिक्का, श्वास आदि रोगों को उत्पन्न 
करती हे ॥ १३॥ 


विमशेः--ातस्य स्थानमेतद्‌ विस्तरतो वोद्धधम्‌। सङक्षेपतस्तु 
ब्रणप्रश्ने ‘aa ओणियुदसश्रय ! इत्युक्तम्‌ । वक्त्रसञ्चारित्वम्‌” 
स्योपलक्षणम्‌ । तेन मूर्धोर कण्ठनासिका अपि “प्राणस्य स्थानमिति 
उरण । तथा चाष्टाङ्गसङ्गरदे-=“तत्र प्राणो मूर्घन्यवस्थितः कण्ठो- 
रश्चरो दुद्धौन्द्रियहृदयमनोषमनीधारणष्ठोवनक्षवथूहवारश्वासोच्छ्वा- 


सान्नप्रवेशादिक्रियः ॥ इति! शाङ्गधर में प्राण वायु का 
वर्णन--नाभिस्थ प्राणपवन स्पृष्टा ृकमळान्तरम्‌ । कण्ठाइहि- 
विनिर्याति पाठ विष्णुपदाशृतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्वरपीयूष पुनरायाति 
वेगत, । प्रीणयन्देहमखिल जीवयञ्जठरानलम्‌॥ प्रत्यक्ष में यह 
होता है कि सारे शरीर की तोड़फोड़ निर्माण रूपी हळचलों से 
वनी हुई दूषित वायु (0०५) सिरागत रक्त के साथ २ 
हृदय में आकर वहा से वापस घमनियों द्वारा फेंफर्डों में चली 
जाती है तथा फेफडों से श्वास-पथद्वारा बाहर निकल जाती 
है एवं वाहर की शुद्ध वायु जिसमें ओक्सिजन होने से आण- 
चायु-विप्णुपद्‌ ( आकाश ) का अस्रुत या अस्वर ( आकारा ) 
का पीधूप कहलाती है, श्वास मार्ग ( १1७००९७ ) द्वारा फेफड़ों 
सें आती है और रक्त में मिळकर उसे शुद्ध ( लाळ सुखे) 
चना देती है । अतएव मैंने 'नामिस्थ प्राणपवन ' की जगह 
'देहस्थों दूषितो वायु ' पुवं कण्ठादददियाति’ की जगह “फुम्फुसाभ्या 
बहदिर्याति’ ऐसा परिवर्तन किया हे । उपनिषदि आणवातवर्णनम्‌- 
"कस्मिनहसत्कान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिषितेऽहं 
प्रतिष्ठास्यामीति स श्राणमसनत । यथा सेन्धवोऽश्वः शङ्कसुत्पा्च 
धावति तद्वत्माणो र्द्व सनू सर्वान्‌ वायून्छुत्पाव्य प्रयाणकाले धावति॥ 


उदानो नाम TATA पवनोत्तमः ॥ १४॥ 

तेन भाषितगीतादिविशेपोऽभिप्रवत्तते । 

ऊध्वेजन्नुगतात्‌ रोगान्‌ करोति च विशेपतः ॥ १५॥ 

उदान चायु-सर्व वार्ता में श्रेष्ठ उदान वायु वद दे जो 

ऊपर को गति करती हो तथा इसी उदान वायु से भाषण, 
गायन आदि विशेष कार्य होते हें तथा यदी कुपित होकर 
wa ( Clavicle bone ) के ऊपर नेत्र, नासा, सुख, कर्ण, दिर 
आदि में रोगों को उत्पन्न करती है ॥ १४-३५ ॥ 


अध्यायः १ ] 


निदानस्थानम्‌ | 


२९६ 


SN re, 


SNA 
विमर्शः--ऊर्व॑शब्देन नास्थुर-कण्ठादीना भाषितगीतादावा- | अकार से कुपित होकर जिन रोगों को उत्पन्न करती है उन्हें 


. दिद्ाब्देन प्रयलाठीना च परिश्रद्द । तदुक्त चरके--उदानस्य पुन 
स्थानं नाभ्युर-कण्ठ एव च । वावभ्रवृत्तिप्रयत्वीओवलवर्णादि कर्म च॥? 
इति । वाग्मटे-`उरःस्थानसुदानस्य नासानाभिगठाश्वरेत !' इति | 


आमपकाशयचरः समानो वहिसङ्गतः | 
सोऽन्नं पचति data विशेपान्विविनक्ति हि॥ 
शुल्माग्निसादातीसारप्रशूतीन्‌ कुरुते गदान्‌ ॥ १६॥ 
समान वायु--भामाशुय (Stomach) तथा पक्काशय 
(gaara Large Intestine ) में गति करनेवाली समान 
नामक वायु अन्नपाक से उत्पन्न विशेष पदार्थों ( रस, दोप, 
at) को पृथक्‌ gan करती दे तथा ea होने पर गुल्म, 
मन्दाभि, अतिसार आदि रोगों को पेदा करती हे ॥ १६॥ 
कुत्खदेहचरो व्यानो रससंचहनोद्यतः ॥ १७॥ 
स्वेदासक्स्रावणश्वापि पञ्चघा चेष्टयत्यपि | 
se कुरुते रोगान्‌ प्रायशः सर्वेदेहगान्‌ ॥ १८॥ 
व्यान वायु--सारे शरीर सें भ्रमण करनेवाली ब्यान वायु 
रस के संवहन ( Cerculation ) में तत्पर रहती है तथा स्वेद 
और रक्त का fra करती हे एवं गति, अपक्षेपण, उत्वेपण, 
निमेप, उन्मेप इन पांचों कर्मा का सम्पादन करती हे तथा 
क्रुद होने पर प्रायः सारे देह में होनेवाले रोगों को उत्पन्न 
करती हे ॥ १७-१८ ॥ 
विमर्शः--वाग्भट ने व्यान का स्थान हृदय माना है-- 
“न्यानो ढदि स्थितः ( वाग्मटः ) | रस-संवहन से ( Blood cer- 
culation ) या ( Lymph cerculaton ) stat का वोध होता 
हे । रक्तत्रावण--रक्त का खाव करना अर्थात्‌ रक्त जव धमनियों 
से केशिकाओं ( Copillares ) में पहुँचता है तो उनकी दीवारें 
अत्यन्त पतली होने से उनमें से रक्त, रस, प्राण वायु तथा 
अन्य पोपकतत्त्व खबित होकर भिन्न भिन्न शारीरिक अङ्गं को 
तुत करते रहते हैं इसलिये कहा हैं कि--स (रस-) तु 
व्यानेन विक्षिप्त, सर्वान्‌ AGL प्रतपयेत? । 
पक्ताघानालयो5पानः काले कर्पति चाप्ययम्‌ | 
समीरणः शककन्मूत्रशुक्रगर्भातेवाल्यघः ॥ 
क्रुद्धश्च कुरुते रोगाच्‌ घोरान्‌ वस्तिशुदाश्रयान्‌ ॥१६॥ 
अपान वायु--पक्काशय में रहती हुई योग्य समय में मर, 
मूत्र, शुक्र, गर्भ तथा आर्तव को अघोमार्ग की ओर प्रेरित कर 
निकाळती हे तथा कुपित होने पर वस्ति और युदा में भयङ्कर 
रोगों को उत्पन्न करती दै ॥ १९॥ ° 
शुक्रदोपश्रमेहास्तु व्यानापानप्रकोपजाः | 
युगपत्‌ कुपिताश्वापि देहं भिन्दयुरखंशयम्‌॥ २० ॥ 
च्यान तथा अपान वायु के प्रकोप से शुक्र दोष तथा ग्रमे 
उत्पन्न होता है तथा उक्त पांचों वात एक समय में कुपित 
हो लाने पर निश्चय ही सारे शरीर को नष्ट कर देते हैं ॥ २० ॥ 
अत ऊध्वं प्रवद्यामि नानास्थानान्तराश्रितः | 
घहुशः कुपितो वायुर्विकारान्‌ कुरुते हि यान ॥ २१॥ 
अव इसके अनन्तर अनेक स्थानों में जाकर विविध 


ला 


कहता हूँ ॥ २१ ॥ 


वायुरामाशये क्रुद्धरछर्यादीन्‌ कुरुते गदान्‌ ॥ २२॥ 
मोहं मूच्छा पिपासां च हृदूमहं पार्श्ववेदनाम्‌ | 
पक्काशयस्थो$न्त्रकूजं शूलं नाभौ करोति च ॥ २३॥ 
कुच्छमूत्रपुरीपत्वमानाहं त्रिकवेदनाम्‌ | 
रोत्रादिष्विन्द्रियवघं कुर्यात्‌ करुद्धः समीरणः॥ २४॥ 
आमाशय में क्रुद्ध हुई वायु वमनादि अनेक रोगों को 
करती दै तथा मोह, मूच्छ, पिपासा, हृदय की जकड़ाहर और 
पारश्ववेदना को पेदा करती है। पक्काशय में जाकर आन्त्रकूजन, 
नाभिप्रढेश् के इधर-उधर शूल (Colic pan), मूत्र तथा 
मल के निकलने में कठिनाई, भाफरा तथा त्रिकस्थान में पीदा 
करती है । श्रोत्र ( कर्ण ) आदि इन्द्रियों में कुपित वायु उनके 
कार्य का नाश कर देती हे ॥ २२-२४॥ 
वेवस्य स्फुरणं Gel सुतं चुमुचुमायनम्‌ | 
त्वकूस्थो निस्तोदनं कुर्यात्‌ त्वग्भेदं परिपोटनम्‌ ॥२५। 
ania wa, ्न्थीन्‌ सशूलान्‌ मांससंश्रितः | 
तथा मेदः श्रितः gate भन्थीन्मन्दरुजोऽग्रणान्‌ २६ 
कुर्यात्सिरागतः शूलं सिराऽऽकुञ्चनपूरणम्‌ | 
SINT: स्तम्भकम्पौ TTA AUT तथा ॥ २७॥ 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीञ्‌ शूलशोफो करोति च | 
अस्थिशोपं च भेदं च छुर्याच्छूलं च तच्छतः ॥२८॥ 
तथा मजगते रुक्‌ च न कदाचित्‌ प्रशाम्यति | 
अग्रवृत्ति: प्रवृत्तिवा विकृतिः शुक्रगेऽनिले ॥ २९ ॥ 
हस्तपादरिरोधातूस्तथा सञ्चरति क्रमात्‌ | 
व्याप्लुयाद्याऽखिलं देहं वायुः संगतो नृणाम्‌ ॥ 
स्तम्भनाच्तेपणस्वापशोफसूलानि सर्वगः ॥ ३० ॥ 
त्वचा में कुपित वात-दारीर के रद्द का नाइ, शरीर में 
फड़कन, SIT, सुत्ति, चुमचुमाहट ( Tinghng ), सुई चुभोने 
की सी पीडा, त्वचा का फटना तथा परिपोट रोग को पेदा 
करती है । रक्त में कुपित हुई वात-अनेक नण उत्पन्न करती 
है तथा मांसगत कुपित वात-मांस में गाठे और शूल पेदा 
करती हे । मेदोघातु में afta हुई वात-मन्द पीड़ा वाळी तथा 
प्रणरहित यांठों को उत्पन्न करती है। सिरागत कुपित वात- 
सिराओं में शूळ तथा सिराओं का आङुञ्चन ( कुरिलता = 
varicosity of veins ) तथा सिराविस्तृति ( Phlebetasis ) 
पैदा करती हे । स्नायुगत कुपित वात-झरीर का स्तम्भ 
( जकद़ाहट) और शारीर में कम्प तथा शूळ एवं आक्षेप 
(Spasms) पैदा करती है। सन्धिगत कुपित वात-सन्धि- 
नाश, सन्धियों में शूल और शोफ पेंदा करती है। अस्थिगत 
कुपित वात-अस्थिशोष ( Osteoporosis ), अस्थिभेद तथा 
अस्थिशूळ पेदा करती हे 1 मज्यागत कुपित वात-सर्वदा 
होनेवाली पीड़ा तथा सजा का शोप Gar करती है एवं शुक्र 
में कुपित हुई चात-शुक्र की अप्रहृत्ति (रुकावट) अथवा 
अधिक प्रवृत्ति करती है lager की सारी देह में कुपित इई 
वात-हस्त, पाद, सिर तथा रस-रक्तादि घातुमों में सञ्चार 


करती है तथा वाढ में सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है जिससे 
शरीर का स्तम्म ( जकडाहट = ५/०९55 ), आक्षेप ( Conva- 
15005 ), सुप्ति था SAMA, शोथ और शूळ पेदा 
होते दें ॥ २५-३० ॥ 
विमर्श।--माधत्रनिदाने शुकगतकुपितवातउक्षणम-द्षित्न gala 

बब्नाति ga गर्ममथापि वा । विकृतिक्वयेश्वापि शुक्रस्थ 
कुषितोऽनिल ॥ 

स्थानेपूक्तेपु सम्मिश्रः सम्मिश्राः कुरुते रुजः | 

कुर्यादवयबग्राप्तो मारुतस्त्वसितान्‌ गदान्‌ ॥ ३१ ॥ 

उक्त स्थानों में पिचादि के साथ संयुक्त हुआ कुपित वात- 

पित्तादिङहणयुक्त रोगों को उत्पन्न करता है तथा शरीर के 
भिन्न भिन्न अङ्गा में कुपित हुआ बात-उन ( अङ्गां ) में नाना 
प्रकार के रोग उत्पन्न करता हे ॥ ३१ ॥ 

दाहसन्तापमूच्छो: wala पित्तसमन्बिते ॥ ३२॥ 

शेत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफावृते | 

सूचीभिरिव निस्तोदः caida: प्रसुप्तता ॥ ३३ ॥ 

शेपा: पित्तविकाराः स्युर्मारुते शोणितान्विते | 

प्राणे पित्तावृते छडि दाहुअ्चैवोपजायते ॥ १४॥ 

दौवेल्यं सदनं तन्द्रा वैवण्यं च कफावृते | 

उदाने पित्तसंयुक्ते मूच्छादाहश्रमक्लमाः ॥ ३५ ॥ 

SATE सन्दोऽग्निः शीतस्तम्भौ कफावृते | 

समाने पित्तसयुकते स्वेददाहौप्एयमृच्छेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

walters च विण्मूत्रं रोमहपेः कफावृते | 

अपाने पित्तसयुक्ते दाहोष्ण्ये स्यादसृग्दर: ॥ ३७॥ 

अधः कायगुरुत्वं च तस्मिन्नेत कमावते | 

व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं कलमः ॥ ३८ ॥ 

गुरूणि सर्वगात्राणि स्तम्भनं चास्थिपवेणाम्‌ | 

लिङ्गं कफावृते व्याने चेष्टाः स्तम्भस्तथैव च ॥ ३६ ॥ 


जव चात कुपित होकर पित्त के साथ fie जाता दै तव- 
शरीर सें दाइ, सन्ताप और मूच्छ ये पित्तदोपदयुक्त लक्षण 
SHE होते हैं तथा कफ के साथ मिलने पर शारीर में होत्य, 
शोथ और गुरुता थे लक्षण उत्पन्न होते Fi रक्त के साथ 
मिश्रित कुपित चात-दारीर में सूई चुभोने की सी पीडा, स्पर्श 
में देप, अडँ में सुप्तता तथा पित्त के अन्य विकार उत्पन्न 
होते ईं। प्राणवायु के पित्त के साथ मिश्रित होने पर-वमन 
तथा दाइ उत्पन्न होता दै तथा कफ के साथ fre जानेपर- 
Sem, अद्गों में पीडा, तन्टा और विवर्णता£ये छक्तण प्रगट 
होते ई । उदान वायु के पित्तयुक्त होनेपर-मूच्छा, दाह, अम 
जर क्टम ये लक्षण उत्पन्न होते हैं एवं कफ के साथ सयुक्त 
होनेपर-पसीना न आना, शारीर में हर्ष ( रांगडे जडे होना 
अप्निमांच, शीत छगना तथा जकदाहट ये रक्षण प्रगट होते 
६। समानतराचु के पिचसयुक्त होनेपर-पसीना आना, जळन 
दोना, शरीर फा उप्ग दोना तथा asst ये लक्षण tat 
हेते ई तथा उसी के कफाबूत दोने पर-मछ और सूत्र में कफ 
(Mons) की अधिकता तथा रोमहर्ष उत्पन्न होता हे! 
अपान चायु के पित्तसंयुछ दोनेपर-दाइ, शरीर का गरम होना 


तथा frat में रक्तप्रदर उत्पन्न हो जाता है एवं उसी के 
कफावुत होनेपर-नीचे के शरीर के erst में भारीपन पदा हो 
जाना है। च्यानवायु के पित्तादूच होनेपर-दाद, गात्र में 
वित्षेपण तथा कलम ये छक्षण पेदा होते हैं एवं उसके कफावृत 
होनेपर-शरीर के सारे अङ्गां सें भारीपन, अस्थियों की सन्धियों 
सें जकड़न तथा इस्त-पादादि अङ्गां की चेष्टा का स्तम्भ ये 
लक्षण पदा होते हैं ॥ ३२-३९ ॥ 

विमर्झः--प्रकुपित वात का अन्न, पित्त तथा कफादि के 
साथ संसर्ग होने को आवरण कहते दें। अष्टाद्रसदम्रह में 
इस के वाइख भेद Ra दे--इति द्वार्विशतिविध वायोरावरण 
fig’ (ao do । एवं द्वाम्या दोपाम्या, रक्तादिभिः पडमि* 
धाठुमि', अन्नेन, मूत्रेण, विद्या, सर्ववातुमि', पुन" प्राणादिपञ्चकस्य 
पित्तेव, तद्वद्‌ कफेन, इति द्वार्विशतिविध वायोरावरणशुक्तम्‌। 
( इन्दुः )। वाग्भट ने वायु के अनेक आवरण माने हैं-बायो- 
रागरणश्चातो वहुभेद प्रवक्ष्यते । लिङ्ग पित्तावृते ढाहदरएष्णा शुरू 
भ्रमस्तम ॥अरुग्दारयतीति--अखग्दर+-एक्तप्रदर Mebrorrhagis, 
रक्त प्रमाणमुत्कम्य गर्माशयगता सिरा । रओत्रहा समाश्रित्व 
रक्तमादाय तद्रज ॥ यस्माद्विवर्घयत्याझु रसमावाद्विसानता । तस्मा- 
THR प्राइरेतत्तन्त्रविशारदा ॥ अस॒ग्दरळक्षण --तदेवातिप्रसक्षेन 
प्रवृत्तमनृतावपि | अरूग्दर विजानीयादतोऽन्यद्रक्तळक्षणात्‌॥ अस- 
ग्दरो भवेत सर्व साइमर्द सवेदनम्‌ ॥ 
प्रायशः सुकुमाराणा मिथ्या55हारविहारिणाम्‌ | 
Mary प्रमदामद्यव्यायामेग्यातिपीडनात्‌ ॥ ४०॥ 
ऋतुसात्म्यविपर्यासात्‌ स्नेद्दादीनां च विश्रमात्‌ | 
अव्यवाये तथा स्थूले वातरक्तं प्रकुष्यति ॥ ४१॥ 


वातरक्तरोगकारण--प्रायः सुकुमार प्रकृतिवाले तथा मिथ्या 
आहार और विहार करनेवाले gest के तथा शोक से एवं 
ख्री-सम्भोग, मद्यपान तथा व्यायाम इनके अधिक सेवन से 
ऋतु के विपरीत तथा ana के विपरीत आहार-विहार करने 
से स्ने्ादिकों के अनुचित प्रयोग करने से, व्यवाय ( खीसोग ) 
न करनेवाले तथा स्थूळ मनुष्य में वातरक्त का प्रकोप होताहे 
. विमशः--वातरक्त को ( ७००४ ) कहते हैं। चरक ने इसे 
'आव्यरोग कहा है क्योंकि स्थूळ तथा सुलियों में अधिक 
होता हे | अष्टाइसड्ग्रहकारने-आढ्यरोग, खुड, वातवलात, वात- 
cfr तदाइुर्नामसि-। झुख्य कारण-मद्य-र्मांस का अतिसेवन, 
व्यायाम का जभाव,शोक, क्रोध, चिन्ता आदि मानसिक विकार 


है। वातरक्तकारणानि यथा-मिथ्याहारविद्दारिणास्‌ । रूवणाम्ल- 


कडक्षारखिग्थोष्णासीर्णभोजनेः । क्लिन्नशुष्काम्वुजानूपमासपिण्याक- 
मूलके ॥ (चरकः) भजता विधिदी नव्न स्वप्नजागरमैथुनम्‌ । (भ.सं.)1 
हस्त्यश्वोप्ट्रैमेच्छतो5न्येश्व वायुः 
कोपं यातः कारणेः सेवितेः स्त्रः | 
तीच्णोष्णाम्लच्ञारशाका दिभोज्येः 
सन्तापाये भूयसा सेवितैश्च ॥ ४२॥ 
fai रक्तं दुष्टिमायाति तञ्च 
वायोर्माग संरुणद्ध-याशु यातः | 
AIST मार्गरोघात्‌ स वायु 
रत्युद्रिक्त दूपयेद्रक्तमाश ॥ ४३ ॥ 


अध्यायः १ ] निदानस्थानम्‌ | २३१ 


प्रा्रपे शिथिली स्विन्ना शीतली सविपर्यंयौ | 
बेवण्यतोदसुप्रत्वगुरुत्यीपसमन्विती | ४७॥ - 
पूर्वरूप में दोनों पांव गिविळ, स्वेदयुक्त, शीतळ तथा 
कभी २ विपर्यय युक्त होतेहे तथा उनमें विवर्णता, सूई 
चुभोने की सी पीडा, सुप्तता, भारीपन और प (दाह) 
होता द ॥ ४७ ॥ हु 
पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि । 
आखोर्विपसिव क्रुद्धं तदेहमचुसर्पीत ॥ ४८ ॥ 
यह रोग वहुधा wate अथवा हाथों के मूळ ( अंगु- 
feat, तळ या aes मगिवन्ध ) का आश्रय लेकर कुद होकर 
चूहे के विप के समान सारे देह में Ge जाता है ॥ ४८॥ 
विमशः--चरक तथा अशइसंग्रद में उत्तान ( Acute) 
और गग्मीर ( 0०7०1० ) ऐसे वातरक्त के दो प्रकार लिखे 


we 


हूं >चढमासाश्रयमुत्तान तत्पूर्वं जायते तत । काळान्तरेण गम्भीर 


तत्‌ संप्रक्तं वायुचा दूपितेन 
तत्मावल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ | 
तद्वत्‌ पित्तं दूपितेनास्र॒जाऽऽक्तं 
श्लेप्मा दुष्टो दूपितेनास्रूजाऽऽक्तः ॥ ४४1 
सम्पराप्ति--हाथी, घोड़ा, ऊंट पर वेठकर चलने से तथा 
अन्य शीत, Sake कारणों से वायु छृपित हो जाती है एवं 
तीदण, Ton, अम्ल, छार, दाक आदि भोज्य पदार्थों के सेवन 
से पुर्व सन्तापादि के अधिक सेवन से aia ही रक्त दूषित 
हो जाता है तथा वद दूषित रक्त शीघ्र सन्चरण करनेवाले 
वायु के मार्ग का अवरोध कर देता हृ ( इस तरह रक्त द्वारा 
मार्ग का निरोध होने से अत्यर्थ कुळ होकर अत्यन्त sis 
(ofa) हुये रक्त को शीतर ही दूषित कर देता दे! इस 
तरह से दूषित वायु से मिला हुआ वह रक्त वायु की प्रवळता 
होने के कारण वातरक्त कहलाता इं । इसी तरह दूषित पित्त 
चात द्वारा दूषित रक्त के साथ सयुक्त होकर तथा दूषित | सर्वांन वातूनमिद्रवेत ॥ (अ. सं. )। इस रोग की उत्तम 
कफ-वात द्वारा दूषित रक्तके साथ संयुक्त होकर वातरक्त ही | चिरिस्मा न होने से कुछ दिन, मास या वर्ष “वाद दोरे 
कहलाता हे ॥ ४२-४४ ॥ आया करते ह जिसके परिणाम में ager छंगडा हो जाता है 
विमर्णः-डाक्टरी में भी वातरक्त रोगी के रक्त का | तथा अंगुलियां देढी हो जाती हैं । 
Une Acid तथा यूरेटस की मात्रा चढ जाने से रक्त दूपित | आज़ानुस्फुटितं ag प्रभिन्नं wad च यत्‌ | 
a जाता हे ! ये दोनों wera सोडियम चाइ यूरेटस के रूप | उपद्रवेत्व age प्राणमांस नयादिभिः | 
bog or Nal ततत स्ता त | शोणितं तदसाव्यं स्वाद्यं संयत्सरोस्थितम्‌ ॥ ge 
i जिस वातरक्त AH जानुपर्यन्त स्फुटन हो जाय तथा 
स्पर्शोद्रिग्नो तोदभेदप्रशोप- त्वचा-मांसादि विदीर्ण होकर उनसे रक्त, लसीका, पूय 
स्वापोपेतो वातरक्तेन पादौ | आदि का खाव निकलने लगे तथा प्राण और मांसक्षय के 
पित्तास्ृग्भ्यामुमरदाहो भवेता- waa से युक्त हो उस वातरक्त को असाध्य समझना 
मत्यर्थोष्णी रक्तशोफी मृदू च ॥ ४५॥ चाहिये एवं एक aT पुराना होने पर याप्य समझना चाहिये ॥ 
करडूमन्वी श्‍वेतशीती सशोफो यदा तु घमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः॥ ५० ॥ 
पीनस्तव्धौ श्लेष्मटुट्रे तु रक्ते | तदा[ज्षपत्याणु BEGET FEAT: | 
समेटण्टे शोणिते चापि दोषाः मुहमुहस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति SATU ५१॥ - 
छु ख स॑ रूपं पादयोददेशैयन्ति ॥ 251 _ जब कुपित र सव घमनियों में अविष्ट होता 
= s af इ >. नेले > | दं तब वार वार आचेप लगता ह 1 इस तरह वार वार 
यु मार राठ र दृष्टि ene pe आक्षेप के दौरे आने से इस रोग को आचेपक कहते हैं ॥ 
स्पर्श की तीन असहिष्णुता, Se द्वारा ड स्प््ञान विमर्श--आक्षेपक्र को कन्वर्शन्स ( Convulsions ) कहते 
त्वचा के फटने की ae oe = ct ye adi: हैं। यह स्वयं खाल बीमारी न होकर मस्तिष्क की खराबी का 
वार में दोनों ce ते द, अधिक | FO है जो अन्य रोगों के लक्षण रूप में होता दै । नेसे-- 


मे > | अपस्मार ( रूगीनइपिलेप्सी ), अपतन्त्रक ( योपापस्मार = 
गरमी, छाल रक्ष, सूजन तथा पिलपिलेपन से is Hysters ), अस्तिष्काबुंद, भस्तिप्क सें दोनेवाळा रक्षाव 
हैं। इसी प्रकार कफ की दुष्टि से युक्त ps न | ओर अन्तः शक्य (८०७०॥५० ), भस्तिष्कावरण शोथ, 
पाँच खुळी से युक्त, श्वेत, ove, शोथयुक्त, मोटे तथा स्तब्ध 


णि ५ $ दोपों से दूषित सूत्रविपमयता ( Ureamia ) घचु-स्तम्भ ¢ Tetanus ) तथा 
20070 110 भ 


करते हैं साध द्वाथ-पांवों का टेढ़ा होना, वतीसी बन्द होना, आँखें 
॥ ४५-४६ ॥ 


« | फाड फाड कर देखना, नेत्र Geet को इधर उधर Sear 
विमर्शः--उक्त स्थानिक cools के सिवाय निम्न साव- | आदि भी होते हैं। 

देहिक लक्षण भी होते हैं जेसे--ञ्वर १०१-१०२ तक, TT, at नाविको थे: — 

जी मिचलाना आदि। रोग पैर के अङ्गे की सन्धि, कभी २ ia Sale 4 ae aan I 

होती दै। पीड़ा दिन में कम रात में अधिक होती है। मूत्र | सा दर्डवत स्तम्भयति क दण्डापतानकः | 

में यूरिक पुसिद तया यूरेदूस की राशि अधिक मिळती ट्रे। |. इतुमहस्तदाडत्यथ सोऽन्नं कृच ॥ ५३ ॥ 


२३२ सुत्रुतसंहिता | 
ल्ििः्स्‍िअइओओओओओअअअचअअंअअंअंुंटअु्टअअटयअ़य़य खत 
i लक: के दे ii छूने से ही होने 
:स्तम्भसँनकः | जाचेप के दौरे हवा के झेके तथा साधारण छू 
र od लगते हैं। पेशीसंकोच से रोगी को असरा वेदना होती है। 


अळ्गुलीरुल्फजठरद्दद्रनोगलसंश्रितः ॥ ५४ ॥ 
स्ञायम्रतानमनिलो ~ [a aN 
युम्रतान यदाऽऽ्तिपिति वेगवान्‌ | 
बिष्टव्याच्षः MSA: कफं वमन्‌ ॥ ५५॥ 
अभ्यन्तरं TAR यदा नमति मानवः । 
तदाऽस्वाभ्यन्तणयासं झुरते सारतो वली ॥ ५६ ॥ 
वाह्मत्नायुप्रतानस्थो वाह्यायामं करोति च | 
क is 
तमसाध्यं Fat: प्राहुवेलःकटयूरुभझनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अपनातक-जो पित वात रोगी को चीच वीच में गिराता 
हे वह अपनातक हैं । यदि कफ से युक्त वायु उन घमनियों 
4 अवस्थित रहती है तथा देह को दण्डे के समान स्तम्भित 
कर ( aes) देती हे तव उसे दण्डापतानक कहते हैं तथा 
वह इच्द्रसाध्य है। यदि वातमरक्रोप के कारण हनुसन्धि 
जकड जाय तया अन्न का सेवन वडे कष्ट से हो तो उसे हनुभह 
कहते हैं। जो कुपित चात मजुज्य को धनुष के समान टेढा कर 
देता है उसे घनः स्तम्भ कहते हैं। जव वळवान्‌ ङपित वात 
SSS, TIS, उद्र, हृदय, वक्ष तया गले सें संश्रित होकर 
सिरा तथा ज्ञायुलों के भतान (समूह ) को आत्तेपित करती 
हे उस समय रोगी के नेत्र fiers (frac) हो जाते 
हैं, हन स्तब्ध हो जाती दे, wi wa हो जावा है 
तथा कफ का वमन करता छुआ रोगी भीतर (दत्त ) की 
जोर धनुष की तरह नम जाता ह तव उसे अन्तरायाम 
कहते हैं। यही अकुपित वाचु जब दारीर के वाहा जायु समूद 
सें स्थित होती है तव शरीर बाहर की ओर झुक जाता है उसे 
वाह्याचाम कहते दैं। यदि इसमें वक्ष, करि तथा ऊर का 
waa (ट्टवा) हो जाय तव उसे विद्वान्‌ वेच भसाध्य 
कहते हैं ॥ ५२-५७ ॥ 
विमशः--अपतानक को (7९३००5) कहते हैं। इसी 
के सेद दुण्डापतानक (01६०६०००३) , धनु'स्चम्भ, अन्तरायाम 
( Emprosthotonos ), याद्यायाम ( Opisthotonos ) पार्श्ा- 
चाम ( Piearothotonos ) आदि होते दें | gate को (1.05: 
Jaw or Trismus ) कहते हैं। अपनातक का कारण--इसका 
प्रधान कारण adie टिटेनी ( 8, Tetani) जीवाणु है तया 
घोड़ा की लीद गोचर तथा जमीन के उपर घूलि में रहता है। 
जीवाणु का प्रवेश म्राय' चत से ही होता है ! अर्थात चत में 
afe, मिट्टी, गोवर आदि के जाने से जीवाणु भी साथ-साथ 
चला जाता है। खेतों पर, सइक् पर लो चत होते हैं उनमें 
जीवाणु जाने की सम्भावना अधिक रहती है। कमी-कसी 
प्रसव या गर्भपावजन्य छत से तया वाल्को के नाल्च्छेदून 
इत से नवजात अपत्तानक (Tetanus Neoniatoram ) 
तया कर्णच्छेदन चत से और अभिघात से अमिवादल 
लपतानक (Traumatic Tetanus) होता है । विना आघात 
क SE लपतानक को अनमिघातज (7161025६50) कहते 
हैं। उन्मत द्वारा जीवाणु वि होकर अपली संत्या 
को बढ़ाते हैं तथा दिप पेंदा करते हैं जिसका असर (Nerves) 
Gea ठया मस्तिप्क पर होता है और चेष्टावह चातसूत्र : 
(Motor Ne-ves ) द्वारा करीर पेशियो का wate करता = 
करता है! 


स्वेद अधिक निकलता है। खाना, पीना, सांस लेना समी मे 
कठिनाई होती दै । 
कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः । 
कुर्यादाच्तेपकं वन्यं चत्तुर्थमभिघातजम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुपित कफ तथा पित्त से युक्त वाचु अथवा केवळ कुपित 
चात आघातजन्य चोथे आउेपक रोग को उत्पन्न करता ह ॥ 
गर्भपातनिमिचश्च शोणितातिसवाद यः | 
अभिघातनिमित्तञ्च न सिध्यत्यपतानकः | २६ ॥ 
गर्भपात से sar रक के अधिक खाव से उत्पन्न तथा 
आधात ( चोट ) से उत्पन्न अपतानक रोग ठीक नहीं होता है 
अधोगमाः सतिर्यग्गा घमनीरुध्वेदेहगाः | 
यदा प्रक्ुपितोऽत्यथ मातरिश्वा प्रपद्यते ॥ ६०॥ 
तदाऽन्यतरपक्तत्य सन्धिवन्वान्‌ विसोक्तयन्‌ | 
हन्ति पन्नं तमाहुहि पक्षाघातं भिषग्वराः ॥ ६१॥ 
यस्य Hee शारीरार्धमकर्मणयमचेतनम्‌ । 
ततः पतत्यसून्‌ चाऽपि जहात्यनिलपीडितः ॥ ६२ ॥ 
शुद्धवातहतं Ta छच्छसाघ्यतसं विठु: | 
साध्यमल्येन संतृष्टमसाध्यं नयहेतुकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


जब अत्यधिक प्रकुपित वायु नीचे जाने चाली, टेडी जाने 
वाली, और ऊपर सिर की जोर जाने वाली घमनियों में 
प्राप्त होता है तव दोनों में से किसी एक पक्ष ( शरीर का 
साथ ) के सन्धि चन्धर्नो को ( अपने गति केन्द्रों से ) एथक 
कर उस पक्ष का घात ( विनाश ) कर देती है। इस रोग 
को मिपग्वर ( श्रेष्ट aa) cerns न्हते हैं। जिस मनुष्य 
का सम्पूर्ण आघा शरीर कार्य रहित तथा अचेतन ( संवेदना 
रहित) हो जाता है वह वात से पीडित रोगी विछोने पर 
शिर जाता हे जथवा रोग के वढ्ने पर रोगी मर जाता है। 
केवळ वातमरकोप से जो पक्षाघात होता है वह छृच्छुसाच्य 
होता है। जो पित्तादि अन्य दोर्षो से युक्त चात से पक्षाघात 
होता है वह साध्य होता ह एवं जो रक्तादि घानुक्ेक्षयसे 
पक्षाघात होता = चह अखाध्य ह ॥ ६०-६३ ॥ 

विसर्शः--पक्ताघात को पक्षवध, पक्षधात, wal वायु 
और हेमिप्लेजिया ( Hemiplegia) कहते El जव हस्तपाद 
आदि किसी एक ag का घात होता है उसे one रोग 
सोनोप्लेजिया ( Monoptegia) कहते हैं । पादं asada 
हुस्व वा dessa एनाडरोगं त वियात ॥ ( चरक )। watz 
रोग को डायप्छीजिया ( Diplegia ) कहते हैं । हेतु-अक्सर 
fire, हृदयरोग, Fett, वातरक्त, सीसविष, घमनीदारव्य, 
सस्तिप्क के agg, सद्य का अतिसेवन भाद कारण है। 
सस्तिष्क के दाहिने भाग का सम्बन्ध शरीर के वामाह़ों से 
है तथा वासमाय का सम्बन्ध शरीर के दक्षिणाङ्गांसेहै त 
एव सस्तिप्क के जिस साय में fie होती हे शरीर का 
उससे दूसरा अङ्ग mage होता है । मस्तिप्क से चो 
ada feet हैं तथा अङ्गो को जाते हैं उनका dag 


निदानस्थानम्‌ | 


अध्यायः ४६ ] २३३ 
मस्तिप्क से हूट जाने से उनमें इच्छाजुसार गति नहीं | वायुरूध्ब त्वचि स्वापस्तोदो मल्याहनुभहः | 

होती shih की संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती, यही | तमसर्दितमिति प्राहुव्याधि व्याधिविशारदाः ॥ ७२॥ 

पानात st क्ीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्तं सक्तमापिणः | 


वायुरूध्यं त्रजेत्‌ स्थानात्‌ कुपितो हृद्यं शिरः| 
शङ्खो च पीडयत्यद्गान्याक्तिपेन्नमयेच्च सः ॥ ६४॥ 
निमीलितान्नो निश्चेष्टः स्तव्धात्तो वाऽपि कूजति | 


न सिध्यत्यर्दितं गाढं त्रिवर्ष वेपनस्य च ॥। ७३ ॥ 


अर्दित-गर्भवती खी, सूतिका, वाळक, वृद्ध और dior 
पुरुषों में रक्त का क्षय होने से एवं जोर से चोलने से, अत्यन्त 


निरुच्छवासोऽथवा कृच्छाठुच्छवस्यान्नश्चेतनः कठिन पदार्थों को खाने से, dat तथा जंभाई लेने से, 


स्वस्थः स्यादूघदये सुकते ह्यावृते तु प्रमुह्यति | 
कफान्वितेन वातेन ज्ञेय एषोऽपतन्त्रकः ॥ ६६ UI 
अपतन्त्रक--कुपित वायु ऊपर की ओर जाकर हृदय, 
सिर तथा शह प्रदेश में प्रवेश करती हे तथा उन agi को 
पीडित करती है एवं उन्हें आक्षिप्त करती है नमा देती है 
जिससे रोगी नेत्र वन्द कर लेता है, चेष्टारहित हो जाता है 
किंवा स्तव्धाक्ष ( निश्चळ नेत्र) होकर कबूतर के समान 
कूजन करता है। कभी श्वास-गति को चन्द कर लेता है अथवा 
कए से श्वास लेता हे एवं चेतना-रहित हो जाता है। जव 
हृदय वातवेग से रहित होता हे तव स्वस्थ हो जाता है 
और चातवेग से युक्त होता हे तय फिर अस्वस्थ हो जाता है । 
यह अपतन्त्रक रोग कफयुक्त चात से उत्पन्न होता है॥६४-६६॥ 
विमर्शः-~अपतन्त्रक को हिस्टेरिया ( 7५5९०० ) कहते हैं 
तथा खी पुरुप दोनों को होता हे । योषापस्मार गळत नाम 
है। वाग्भट ने अपतन्त्रक तथा अपतानक रोग को एक ही 
साना है। कपोत इव कूजेच्च नि सञ्ञः सोऽपतन्त्रकः। स एव 
चापतानाख्यः | चरक ने भी दोनों को माना है--वायुना दारणं 
प्राइरेके तदपतानकम्‌। ( च, सि, ९) माधवकर भी दोनों में 
अभेद भानतेहैं। _ 
दिवास्वप्रासनस्थानविक्ृतोध्वेनिरीच्षणेः | 
सन्यारतम्भं प्रक्कुरुते स एव शलेष्मणाऽऽब्ृतः ॥ ६७॥ 
सन्यास्तस्भ--दिन में शयन करने से, ऊँची-नीची 
शय्या तथा तकिये पर गरदन रखने से देठे या ऊपर की ओर 
देखने से वही कुपित वात कफ से alga होकर भन्यास्तम्भ 
कर देता हे ॥ ६७ ॥ 
विमर्शः--मन्यास्तम्भ को Torticohs कहते Ft यह 
ीचापश्रात्‌ सिरा या उरःकर्णसमूलिका ( Sterno mastoid ) 
के सङ्कोच से होता हे । इसके वातज, आमचातज ( Rhenma- 
tic ), जन्म Congenital तथा आक्षेपयुक्त (8353150१10 ) 
ऐसे चार भेद होते हें । 
गर्भिणीसूतिकाबालवद्धक्षीणेष्वसक्‍्क्ये । _ 
उच्चेव्याहरतो5त्यथ खादतः कठिनानि च ॥ ६८॥ 
हसतो जुस्भतो भाराद्विषमाच्छयनादपि | 
हिरोनासोछचिबुकललाटेच्षणसन्धिगः ॥ ६६॥ 
अदयित्वाऽनिलो वक्‍त्रमर्दितं जनयत्यतः | 
वक्रीसबति वक्त्राध ग्रीवा चाप्यपवत्तते ॥ ७०॥ 
शिरश्चलति वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वेकृतम्‌ । 
ग्रीवाचिचुकदन्तांनां तस्मिन्‌ पाश्वे तु वेदना | ७१॥ 
यस्याग्रजो रोमहर्षा वेपधुनेत्रमाविलम्‌ | 


३० सु? 


वोझा उठाने से तथा विषम स्थान सें सोने से सिर, नासिका, 
ओष, चिबुक ( ठोढी ), ललाट तथा नेत्र-सन्धियों में प्रकुपित 
वायु स्थित होकर वायु सुख को पीडित करके अर्दित रोग 
उत्पन्न करती है तथा इस रोगमें सुख का आधा हिस्सा 
टेढा हो जाता है और गरदन भी टेढी हो जाती है, सिर 
कापता है, बोलने में रुकावट होती हे तथा नेत्र, कान, नासा 
आदि में भी विकृति उत्पन्न होती है तथा जिस पार्श्व में यह 
रोग होता हे उस तरफ की ग्रीवा, ठोढी और दांतों में वेदना 
होती है। इसके पूर्वरूप में रॉगटे खड़े होना, कम्पन, नेत्रो 
का आविल ( आंसूयुक्त) होना, वायु का ऊपर को वेग 
(डकारे आदि ) होना, त्वचा में gan तथा सुई चुभोने 
की सी पीडा होना, मन्या और eg की जकद़ाहट आदि लक्षण 
होते हैं। रोगों को जानने में विशारद ( चतुर) Fa इस 
प्रकार के रोग को अर्दित कहते हैं । क्षीण हुये, नेत्रा को खोलने 
तथा वन्द्‌ करने की क्रिया से रहित, असक्त ( निरन्तर) 
अस्पष्ट बोलने वाले पुरुष का तथा गाढ ( भयङ्कर) रूप में 
उत्पन्न एवं तीन वर्ष का पुराना तथा कम्पन SINS युक्त 
पुरुष का अर्दित रोग भी ठीक नहीं होता है ॥ ६८-७३ ॥ 

विमश--अर्दित को Facial palsy Bells Paralysis 
कहते हैं । मस्तिष्क से निकछने वाळी सातवीं मौलिकी art 
(Facial nerve) के घात होने से यह रोग Gar होता है। 
थे नाढ़ियां दो होती हैं । जिधर की चाडी का घात हो उधर 
के सुख-पार्श्व की विकृति होती है । अष्टाइ-सड्अह ने इसे 
“वुकायाम? कहा है तथा झोक में 'लकवा' भी कहते हैँ । चरक 
में इसे मुखार्धधातयुक्त पक्षाघात या सुखाधंघात कहा है 
“अर्धे तस्मिन्‌ genta केवले स्वात्तददितम्‌। पक्ताघात, रोहिणी 
(7009901609 ), प्रसूतज्वर, जूसंत्रास, पसीने में ठंढी हवा 
ळगना आदि कई कारणों से होता है। 


पार्षिणप्रत्यडुलीनां तु कएडरा याउनिलार्दिता | 
सक्थ्नः क्षेप॑ निग्रहीयाद ग्रभसीति हि सा स्मृता ७४ 
गुध्रसी--एडी तथा प्रत्येक पादाहुलियों की कण्डरा ' 
जव चात से प्रकुपित होती हैं तथा दाग के प्रसारण ( सकोच" 
विस्तार गतिं) को रोक देती है तब उसे शुध्रसी रोग 
ee ll 
= oe को सियाटिका (8०००० ) कहते 1 
सियाटिका नाढी नित्तम्व से पेर तक जाती है तथा उसमें 
चातरक्त, मधुमेह, पसीने में ठंढी इवा छगना, आघात, मोच 
आदि कारणों से विकृति होने पर पीडा नितम्ब से गुरफसन्धि 
तक होती है तथा चरकादि ने भी ऐसा ही वर्णन किया हे । 
स्फिकपूर्वा कटिश्छोरुजानुनद्वापदं ऋमात.। गरथसी स्तम्मरक्तोदेओ- 
हाति स्पन्देते मुहः  ( च. चातव्याधि चिः ) 


२३४ 


वलं प्रत्यङ्कलीनां तु कण्डरा वाहुप्रष्ठतः | 
वाहोः कमचयकरी विश्वाचीति हिं सा स्मृता ॥ ७५॥ 
विश्वाची--वाहुपृष्ट से लेकर हस्ततळ की प्रत्येक AE 
लियो की कण्डराएं जव प्रकुपित वात से युक्त हो जाती हं 
तव वाहु के सकोच-विस्तार रूपी कमे का क्षय हो जाता है 
उसे विश्वाची रोग कहते हैं ॥ ७५॥ 
चविमर्श--यह रोग Brachial Nerve तथा Brachial 
pesus व्ही विकृति से होता है अतः इसे Brachial paralysis 
or erb’s paralysis, or Mono plegis Brachiahs कहते चहा 
बावशोणिवजः शोफो जानुमध्ये महारुजः | 
शिर-क्रोष्डुकपूव तु रथूलः क्रोष्डुकमूर्धबत्‌ ॥ ७६ ॥ 
क्रोप्ट॒कशीर्ष--जाचु सन्धि सें वात और रक्त की विकृति 
से उत्पन्न भयङ्कर पीडाकारी, are के सिर के समान मोटा 
जो शोथ उत्पन्न होता है उसे क्रोप्टुकशीर्ष कहते हैं ॥ ७६॥ 
विमर्शा--ऋ्रोप्दकशीर्ष को Hydrops ( हाइड्रोप्स ) या 
Inflammed Knee ( इन्फ्लेम्ड नी) कहते हैं। यह पूयमेह, 
उपदंश, आमवात, आघात आदि कारणों से होता है । 
वायुः कट्यां स्थितः सक्थ्नः कएडरामाक्तिपे्यदा | 
खञ्जस्तदा भवेजन्तुः, पङ्गुः सक्थ्नोद्वेयोबेघात्‌ 11७७] 
खञ्ज वथा पह्ु-प्रकुपित वायु कटि प्रदेश में स्थित 
होकर सक्थि ( टाड़ ) की कण्डरा ( सिरा स्नायु तथा नाडी 
Nerve) को आत्तिप्त ( चछायमान ) कर देती हे तव age 
ae (Saat चलने वाला ) हो जाता हे तथा दोनों दांगों 
की कण्डरा, सिरा, og और चादियों के चघ होने से ag 
(लूला) हो जाता है ॥ ७३ ॥ 
विमशः--खल्ल को Mono plegia crarabs तथा पट्ट को 
Diplegia कहते हैं। 


प्रक्रामन्‌ वेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति | 
कलायखज्ठ ते विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्वनम्‌ ॥ sc ॥ 
कलायसश्ष--जो मनुष्य चलने के प्रारम्भ में कांपता है 
दथा लंगडाता हुआ चलता हे तथा जिसके पादसन्धियों के 
वन्धन ठीले पड़ गये हों उसे कलायखज्ञ कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
विमर्शः--हलछायखज्ञ को लेथेरिज्म ( 1athyrism ) 
कहते हैं। पहले इल रोग की उत्पत्ति में कलाय जाति की एक 
विशेष दाळ का सेवन कारण माना जाता था किन्तु अव 
ऑक्टा (sed Vicia sativa) नामक दाळ के सेवन से 
होता है। 
न्यस्ते तु विषमं पादे रुजः कुच्यात्समीरणः | 
वातकण्टक इत्येष विन्नेयः खुडकाश्रित: | ७६॥ 
,चातकण्टक--सखुडक (at) में स्थित वात विषम 
९ उंची-नीची ) भूमि पर पांव रखने से उसमें वेदना करती है 
उसे वातकण्टक रोग कहते हैं ॥ ७९ ॥ 
विमसः-वातकण्डक को स्पेन ufss (Sprain Ankle ) 
eed ईं 
पादयोः इरुते दाइ पित्तात्वक्सहितो5निल: | 


विशेपदश्चङ्करमणात्पाददाह तमादिशेत्‌ ॥ ८०॥ 


सुत्रतसंहिता । 


rT NN 


पाददांह-पित्त तथा रक्त मिश्रित वायु विशेषकर 
के समय में दोनों पावो में दाह उत्पन्न करती दै उसे पाद्टाह 
कहते हैं ॥ ८०॥ 
हृष्यतञ्चरणौ यस्य भवतश्च ABATE | 
ieee: स विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥ ८१॥ 
पादृहर्प-कफ और वायु के प्रकोप के कारण जिस मनुष्य 
के दोनों पांच हर्ष ( श्ञनश्चनाहर) से युक्त होते हों तया 
स्पर्दज्ञान से रहित हो जाते हों उसे पाददर्प कहते हैं el 
अंसदेशस्थितों वायुः शोषयित्वांऽसवन्धनम्‌ | 
सिराश्वाङुङच्य तत्रस्थो जनयत्यत्रवाहुकप्‌ ॥ ८२॥ 
अववाहुक—अंस ( स्कन्ध ) प्रदेश में स्थित वायु मंस 
सन्धि के चन्धनों को शोफित कर अंसञ्ञोष रोग तथा वहीं 
पर स्थित होके स्कन्ध प्रदेश की सिराओं का सङ्कोचन करके 
अववाहुक नामक रोग को पेदा करती है ॥ ८२॥ 
विमर्श --कुछ टीकाकारो ने इस शोक का अर्थ केवळ 
अववाहुक रोग वर्णन परक ही किया है। अमूल स्विनो ag 
सिराः ager तत्रगाः ! वाहुप्रस्यन्दितदरं जनयत्यदवाहुकम्‌ ॥ 
(अ. सं ) परन्तु ये जंसशोप और अववाहुक दो रोग हैं अतः 
उनऊा अर्थ ठीक नहीं है । 
यदा शब्दवहं Day वायुरावृत्य तिष्ठति | 
शुद्धः शलेष्मान्त्रितो वाऽपि वाधिय तेन जायते ॥८३॥ 
वाघिर्य--जव शब्द वहन करने वाले खोस ( अकुष्टिक 
न्वे ) में शुद्ध ( केवळ ) चात अथवा कफान्वित वात नव 
स्थित होता हे तव उससे.वाघिर्य रोग की उत्पत्ति होती है॥८३॥ 
विमर्शः--वाधिय को डीफनेस ( Deafness) कहते हैं । 
प्रथम कई मास तक कान यहता है जिससे वहां के Nerve 
का घात हो जाने से वाघिर्य हो जाता है। इसके सिवाय 


उपदंश, टायफायड, स्माळपॉक्स ( शीतला ) आादि रोगों में 
भी वाधिय हो जाता है । 


इनुशङ्कहिरोग्रीवं यस्य भिन्दन्निवाचिलः | 
कर्णयोः SI झूलं कर्णशूलं तदुच्यते ॥ ८४ ॥ 
कर्णश्ूळ-जिस मलुष्य के इचुसन्धि, agate, सिर 
और रीवा को भेदून करती हुई वायु कानों में शूल पैदा करती 
है उसे कर्णशूळ कहते हैं cen 
विमदः-कर्णञ्ूल को ओटेहिजिया ( Otelgia) कहते हैं। 
आदृत्य सकफो वायुघमनीः शब्दवाहिनीः | 
नरान्‌ करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनयद्गदान्‌ CX Ul 
सूकमिन्मिनगद्गदत्व-कफ के सहित वायु शब्द को 
वहन करने वाळी walter अवरोध करके मनुष्यों को 
भाषणादि क्रियाहीन कर सूक (iim), सिन्मिन ( अचु- 
नासिक स्वर वाळा) तथा agg ( तुवळा ) रोगों को पैदा 
करती है | <५॥ - 
अधो या वेदना याति वर्चोमृत्राशयोत्यिता 1 
Breda गुदोपस्थ॑ सा तूनीत्यमिधीयते ॥ ८६ ॥ 


अंघ्यायः २ J 


YSIS SSSA NN, 


तूनी, ग्रतितूनी-र्च ( मळ) के आशय तथा मूत्राशय 
से उत्पन्न पीढा नीचे को जाकर शुदा और मूत्रेन्द्रिय को 
फोड़ती हुई सी पीड़ा करती हो उसे तूनी कहते हैं। यदि गुदा 
और मूत्रन्द्रिय से उत्पन्न हुई वही पीड़ा जव उलटी ( ऊपर 
को ) फेल कर वेग से पछाशय में जाती हे तच उसे प्रतितूनी 
कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥ 

तिमर्भः--चूनी को धृक्क्रश्ूळ (Renal colic ` तथा प्रति- 
तूनी को आन्त्रश्ूल (Intestinal colic) आन्त्र कहा जा 
सकता द। 


साटोपमत्युभरुजमाध्मातमुदर भ्रशमू । 
आव्मानमिति जानीयाद्वोरं वातनिरोधज्ञम्‌ ॥ ८८ ॥ 


निदानस्थानम्‌ | ; २३४ 


~“ 


चरक तथा वाग्भट ने इन दोनों का saa नहीं किया है । 
अष्ठीला को ( Prostatic enlargement) कहते हैं 1 


युर्वेदतच्वसन्दीपिकाभाषारीकायां ~ e घेनिदानं 
इत्यायुवंदतत््वसन्दीपिकाभाषादीकायां वातव्याचि 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
won 0८०2./०/>2- 


द्वितीयोऽध्यायः | 
अथातो5शेसां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः 1 २॥ 
अच इसके अनन्तर अर्शोनिदान का वर्णन करते हैं जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२॥ 
विमर्शः--अर्श -अरिवत्माणान्‌ sorted । अरिवत्‌ प्राणिनो 
मासफीळने निविशन्ति यत्‌ अर्शासि तस्मादुच्यन्ते युदरमार्गनिरो- 


आध्यान--श्रकुपित अघो वायु के निरोध से भयङ्कर रूप | षतः ॥ ( वाग्भटः ) अर्शासीत्यधिमांसविकारा ! ( चरकः ) ge 


में उत्पन्न हुये आटोप ( गुड़गुड़ शब्द) के सहित अत्यधिक 
पीड़ायुक्त अत्यन्त फूले हुये (मशक सदश) saz को 
आध्मान कहते है ॥ ८८॥ 
विमर्शः--आध्मान को टिम्पेनाइटिस ( Tympanites ) 
या मिटियोरिझ्म (Meteorism) कहते हैं । थह आन्त्र में वायु 
(G33) के सञ्चय से होता 6 । आटोपः-आरोपो युडयुराच्चब्द 
चो जठरदन्मवः। ( भाव प्रर )1 
विमुक्तपारवेह्॒दर्य तदेवामाशयोत्यितम्‌ | 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्‌ कफव्याकुलिवानिलम्‌ 15६11 
प्रत्याध्मान--ग्रदि कफ वायु के कारण आध्मान की 
उत्पत्ति आमाइाय से प्रारम्म हो तया पार्थ और हृद्य में पीड़ा 
उत्पन्न न करे अयवा मतान्तर से करे ठो उसे मत्याध्मान 
कहते हैं. ॥ ८९ ॥ 
विमर्शः-परत्याध्मान को गेस्ट्रो टिम्पेनाइटिज ( Gastro 
tympanites ) कहते हैँ । 
अष्ठीलाबद्धनं अन्थिमूव्व॑सायतमुन्नतम्‌ | 
वाताष्टीलां विजानीयाद्वहिर्मागांवरोधिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 
एनामेव रुजायुक्तां वातविस्मृत्ररोधिनीम्‌ । 
प्रत्यद्वीलामिति वदेजठरे तिर्यगुत्थिताम्‌ ॥ ६१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने वातव्या- 
व्याधिनिदानं नाम प्रथमोध्यायः ॥ १ Ul 
८ a कक oe, 


ee 


~ 


. वाताष्ठीळा-अष्ठीळा के समान मोटी ( ठोस ), ऊपर को 
फंली हुईं तया ऊँची उठी हुई तया वहिर्मार्ग का अवरोध 
करने वाळी अन्यि को वादष्ठीला जाननी चाहिये तथा वही 
अन्वि यदि पीड़ाकर पुवं वात, विष्ठा और सूत्र का निरोध 
करने वाळी और उदर में विरछी उत्पन्न हुई हो तो उसे 
प्रत्यष्ठीला कहते हैं ॥ ९०-९१ ॥ 

विमर्व'-अष्टीलेति । अष्टीला उत्तरापथे age: पाषाणवि्चैष- 


नासादिकी त्वचा के सांस में उत्पन्न हुए विकार को अर्श कहते 
हँ 1 दोपास््रङ्मासमेदासि सन्दूष्य विविधाङतीन्‌ । मासाडुरानपा- 


नादौ कुवन्त्यर्शसि aay ॥ ( साधवः) साधारण किसी भी 
अङ्ग में हुये ert को पोलिपस ( ९०१७०७ ) कहते हैं, शुदा में 
उत्पन्न हुये अझ के agit को हीमोराइड्स या पाइरस 
( Haemorrhoids or Piles) कहते हैं। डाक्टरी सें इन्हे 
मांसाङ्कर न मान कर युदा की सिराओं के अग्रभाग में रक्तः 
सञ्चय होकर वे फूल जाते हैं उन्दी को अश कहते हैं 1 
घडशौसि भवन्ति वातपित्तकफशोणितसन्निपातेः 

सहजानि चेति ॥ ३॥ 

चात, पित्त, कफ, रक्त, इत्रका सन्निपात तथा सहज ऐसे 
६ प्रकार के अशं होते हैं ॥ ३॥ 

विमा समासतस्तु द्विविधान्यश्वासि सहजानि जन्मोत्तर- 
काळजानि च? ( अ० सं० )। सहज अरां को आदिवळ प्रदत्त 
या कुळज अर्श मी कहते हैं। 'तत्रादिवल्मवृत्ता ये शुक्रशोणित- 
दोषान्त्रया” FTA? ढावटरी में अझ की कुल्जम्रवृत्ति नही 
मानते हैं । वाग्भट तथा चरक ने शुप्क और खावी भेद से 
अदे के दो मेद्‌ किए हैं। 'घुष्कल्लाविविमेदाच' ( वाग्भरः ) इनमें 
वात तथा कफ की अधिकता वाळे शुष्क तथा रक्त और पित्त 
की अधिकता वाळे खावी कहे जाते हैं। वातर्लेऽ्मोस्णान्माहु' 
parasite तद्विदु" 1 प्राक्ञावीणि easily रक्तपित्तोत्मणानि च॥ 
( च० चि०) । डाक्टरी में वाद्य ( External ) तथा आन्त- 
रिक (Internal ऐले अशा के दो सेद किये हैं। शुष्क या 
aranet ( External शार )--ये गुदोष्ठ के बाहर पहिये के 
आरे की भांति चारों ओर रहते हैं। ग्रत्येक मस्से के मध्य में 
एक सिरा होती दै उसके चारों ओर सौत्रिक तन्तु होते हैं जो 
त्वचा से ढके रहते हें । ये अर्षा सूखे रहते हैं अत. इन्हें TST 
कहते ढे । जव ये रगड से, शीतस्पर्श एवं अधिक aes, तीब्र 
मळावरोघ आदि कारणों से प्रकुपित व शोययुक्त हो जाते 
तब रोगी को चळने-फिरने में कष्ट होता है। परिल्लावी या 
आन्तरिक या रक्ताश ( Internal piles or bleeding एच) 
ये adie के भीतर तया मध्य में अधिक सिराओं से युक्त होते 


aft Ssae:, कर्मकाराणा ader det छौहमाण्डीति गवदास", | दें तथा चारों ओर सौत्रिकतन्तु होठे ईँ तथा सबसे ऊपर 


२३६ सुश्रुतसंदिता 


श्टैप्मिक कळा का आवरण चढा रहता हे । प्रारम्भ में कोमळ 
तथा घाद मे रगड आदि से कठोर हो जाते हे शौच करते 
समय ये चाहर भी आ जाते हैं तथा इनसे ग्लेष्सा ( Muons ) 
और रक्त का खाव होना है । 

तत्रानात्मवतां यथोक्ते. प्रकोपणेविरुद्धाध्यशनखी- 
प्रसद्ठोत्कटुकासनपृष्ठयानवेगविघारणादिमिर्विशेपेः प्र 
कुपिता दोषा एकशो fear: समस्ताः शोणितसहिता वा 
यथोक्तं प्रखता: प्रधानधमनीरनुप्रपद्याधो गत्वा गुद- 
मागस्थ प्रदूष्य गुदवलीमासप्ररोहाक्षनयन्ति, विशेषतो 
मन्दाग्तेः; तथा दृणकाप्ठोपललोछबल्लादिसि: शीतोद्क- 
संस्पर्शनाद्दा कन्दाः परिवृद्धिमासादयन्ति, तान्यशो- 
सीत्याचक्षते ॥ ४ ॥ 


पूर्व में कहे हुये प्रकोपक कारणों से एवं विशुद्ध भोजन, 
अध्यशन ( मुक्तत्वोपरि भोजनम्‌ ), खी के साथ सम्मोग, उकडा 
आसन छया कर बेठना, घोडे, वेळ और ऊंट की पीठ पर 
सवारी करना और अधारणीय वेगों के धारण करने से असं- 
यमी पुरुषों के श्रकुपित हुये वातादि दोष अकेले, दो दो मिळ- 
कर, समस्त दोप मिलकर या रक्त के सहित अनेक प्रकार से 
परत होकर शरीर की प्रधान घमनियों का आश्रय लेके उनके 
द्वारा नीचे जाकर गुद में आके गुदा की वळियों को दूपित 
करके उनमें मांस के अङ्कुर उत्पन्न करते हैं। मन्दाभि वाले 
मचुष्य में यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है। तथा ये 
सांसाइर ( मस्मे ) तृण, काष्ट, पत्थर, ढेला, चख इत्यादि की 
we से अथवा शीतल पानी के अधिऊ स्पर्श से परिवृद्धि को 
Me होते हैं उन्हीं को अर्श कहा जाता है ॥ ४॥ 
/ वरिमशेः--उत्कडुकासन-युदयाष्गितमायोग प्राहुरुत्कडका- 
WaT अशहिनुः—ग्रधान रुप से चिरकालिक विबन्ध के 
कारण दुस्त जाते समय प्रवाहण करने से एवं मूत्राश्‍्मरी, 
अष्टीलाइडि, यङ्द्दाल्युदर,जळोद्र तथा feat में गर्भावस्‍था, 
गर्भाशय के age आदि से अशा उत्पन्न होता हे । सम्प्राप्ति-- 
मलाशय की सिरां की विकृति है। मळाशय की सिराएं 
लम्बाई की ओर होती हैं तथा उनमें कपार नहीं होते हैं अतः 
पवाहणादि कारणों से इनमें रक भर जाता हे तथा ये सिराएं 
फूल कर मस्ते वन जाते हैं । 


तत्र स्थूलान्त्रप्रतिवद्धम द्वेपञ्चाङ्गुलं शुदमाहुः | 
तस्मिन्‌ वलयस्तिस्रोऽध्यद्धाङ्गुलान्तरसम्भूताः प्रवा- 
हणी बिसजेनी संवरणी चेति ॥ £ ॥ 
४ युदवर्णन-रारीर में स्वूलान्त्र के जाखिरी भाग के साथ 
सयुक्त wage पांच (५॥ ) age अथवा अर्घाडुलरहित 
पांच (el) age गुदा होती है। उसमें डेढ-डेढ age के 
अन्तर पर प्रवाहणी, Hack तथा सवरणी नाम की तीन 
वल्यांहोती हैं ॥ ५॥ है 
चतुरडूशुल्ायताः सर्वासितियंगेकाडगुलोच्छिता: | 
शद्वावतनिभाव्रापि उपयुपरि संस्थिताः ॥ ६॥ 
गजवालुनिभाश्वापि वर्णतः सम्प्रकीर्तिताः | 
रोमान्तेभ्यो यवाध्यद्धा ale: परिकीर्तितः 11 ७॥ 


प्रथमा तु गुदोष्ठादह्ठुलमात्रे । ८ ॥ 

उक्त तीनों वल्यां मिलकर चार age wel, एक 
BSI उभरी हुई एवं शाङ्क के आवर्त्त की तरह एक के 
ऊपर एक रहती हैं। इनका रङ्ग हाथी के तालु के समान 
कुछ काळा-छार होता है। रोम प्रान्तों से गुदोष्ट डेढ यत 
ऊपर होता हे तथा प्रथम संवरणीवळी aie से एक 
अड्डुल दूर होती है॥ ६ <n 

विमशः--अर्धपन्चाहुलम--अर्दद्वीन पत्राहुड्मदंपत्चाहुढ सा 
दचतुरहुलममाणमित्यर्थं । वलय. = युदावयवमूतास्त्रसङ्गोचा', 
fia अध्यर्धादुलान्तरसम्भूता साे्ाङ्कलान्तरिता , मठस्याधः 
पीटनात्मरथमा प्रवाहिणी, खदविस्फारणेन मलविसर्जनाद्‌ द्वितीया 
विसर्जनी, युदसट्टोचन्याख्यपेशोदयक्ता चक्राकारा वळिस्तु सवर” 
णी नाम ! भासामतरस्थितिक्रममाददा्ाङ्गरये-'वळय, प्रवाणी तासा- 
मन्तर्मध्ये Prasat । वाह्या सवरणी तस्या wat वबहिरडुले॥' 
इति । यवाध्यर्ध, = सार्थो यवः, ages वियवप्रमाणत्वातर्षाहुल- 
परिमितो देश इत्यर्थ । भोजेष्प्युक्तम-रोमान्तेभ्यों यवाध्यर्थ gis 
परिचछतते । युद्रो्ादङ्कु चेव प्रथमा ता वलिं fig । साधॅकादुल- 
मानेन अन्ये च परिकी तिते ॥? इति । meet शारीर में इस साढे 
चार age छस्वे युद के निम्न भाग क्रिये दे-युदोष्ट (Anns) 
युदुनलिका (Anal canal) और मलाशय ( Rectum ) का 
आखिरी इञ्च भर हिस्सा चलियों को छरले, झरियां या सळ 
वटे ( Transverse folds called Houston's valves) कहते 


हैं। गुदौष्ठ से तीसरी वळी तक युद्नछिक्रा की लम्वाई चार 


अङ्ुळ होती हे तथा इस चार अङ्क के स्थान में जो सिराएं 
होती हैं उन्हीं में अर्श होता है । 
तेपां तु भविष्यतां पूर्वल्पाणि-अन्नेऽश्रद्धा छच्छा- 
त्पक्तिरम्लीका परिदाहो विष्टम्भः पिपासा सक्थिसद्न- 
साटोपः काश्येमुद्गरवाहुल्यमच्णोः श्वयथुरन्त्रकूजनं गुद- 
परिक्तेनमाशाङ्का पाण्डुरोगमहणीदोषशोषागां कास- 
श्वासी बलहानिश्रमस्तन्द्रा निद्रेन्द्रियदौबेल्यं च ॥ ६ ॥ 
Jet पूर्वरूप--उत्पन्न होने चाले अर्श के पूर्वल्प की 
अवस्था में भोजन करने में अनिच्छा, कठिनाई से अन्न का 
पचना, Gal डकारे आना, जळून, पेट में अफारा होना, प्यास 
लगना, ढांगों सें थकावट, पेट में Teas शाब्द होना, शरीर 
की कृशता, ढकारें अधिक आना, आंखों में सूजन, जांतों में 
कूजन, गुद में केची से कतरने की सी पीडा होना तथा पाण्डु, 
सद्झहणी तया उद्र रोग होने की शङ्का होना, एवं कास, 
खास, वलहानि, अम, तन्द्रा, निद्रा तथा अन्य इन्द्रियों की 
दुवेळता जादि syn होते हैं ॥ ९ ॥ 
जातेष्वेतान्येच लक्षणानि प्रव्यक्ततराणि सव॒न्ति॥१०॥ 
अश के उत्पन्न होने पर ये ही उक्त लक्षण अधिक स्पष्टरूप 
से प्रगट हो जाते हैं ॥ १० ॥ 


तत्र मारुतात्परिशुष्कारुणविवर्णानि विषममध्यानि 
कदस्वपुष्पतुरिड केरीनाडीमुकुलसूचीसुखाछृतीनि च 
भवन्ति | तेरुपद्दुतः' age संद्दतसुपवेश्‍्यते, कटी- 
ए्ठपाश्येसेढूगुदनामिप्रदेशेषु चास्य वेदना भवन्ति, 


अध्यायः २ | 


निदांनस्थांनंम्‌ । 


२३७ 


~~ 


“~ 


गुल्माप्ठीलाप्लीहोदराणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, 
कृष्णत्वङ्तखनयनदरानवद्नमूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति॥ 

वाताश-वायु की अधिकता से अर्श (मस्ते) सूखे, 
लाल, काले-नीळे, वीच में से नीचे-ऊंचे तथा कदस्व के फूल 
के समान या वनकार्पास के फूछ सहद, अथवा नाडी (नालिका) 
के सदश किंवा पुष्प के सुकुल के समान किंवा सूई के सुख के 
समान तीखी नोक वाळे होते हैं। इनसे पीडित मनुष्य शूळ के 
साथ सख्त AS का त्याग करता हे तथा उस ger की करि, 
पृष्ठ, WH, AS, गुदा और नाभि के स्थानों में पीड़ा होती है 
तथा उन्हीं से गुल्म, अष्ठीला तथा प्लीहा बृद्धि रोग उत्पन्न 
होते हैं एवं उस पुरुप की त्वचा, नख, नेत्र, ea, सुख, सूत्र 
और भए ये काळे हो जाते हैं ॥ ११॥ 


पित्तान्नीलाआणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभासानि 
यङ्कव-प्रकाशानि शुकजिहासस्थानानि यवमध्यानि जलौ- 
कोवकत्रसदृशानि प्रक्लिन्ञानि च भवन्ति। तैरुपदृतः 
सदाहं सरुघिरमतिसायेते, ञरदाहपिपासामूच्छाश्रा- 
AIT भवन्ति, पीतत्वङ्नखनयनदशनवद्नमून्रपु- 
रीषश्च gear भवति ॥ १२॥ 

पित्ताश--अग्नभाग में नीले, पतले, फेलने वाले, कुछ 
पीलेपन से युक्त, यक्कतं के समान चमकते हुये एवं तोते की 
जीभ के समान आक्रति बाले, बीच में यव के सहश मोटे, 
जलौका के सुख के समान स्वरूप के तथा vq ( स्राव ) 
युक्त होते हैं। इनमे पीडित मनुष्य दाह तथा रक्त युक्त दस्त 
करता हे तथा ज्वर, दाह, पिपासा और मूच्छा ये उपद्रव होते 


एवं उस पुरुष की त्वचा, नख, नेत्र, वन्त, सुख, मूत्र और 
मल पीले हो जाते हैं॥ १२ ॥ 
श्लेष्मजानि श्वेतानि महामूलानि स्थिराणि 
वृत्तानि खिग्धानि पाण्डूनि करीरपनसास्थिगोस्तनाका- 
राणि न मिद्यन्ते न aaa करडूबहुलानि च भव- 
fra | तेरुपट्टतः सश्लेष्माणमनल्पं मांसधावनप्रकाश- 
सतिसार्यते, शोफशीतज्वरारोचकाविपाकशिरोगौरवा- 
णि चास्य तन्निमित्तान्येब भवन्ति, शुक्लत्वक्नखनयन- 
दृशनवद्नमूत्रपुरीयश्च पुरुषो भवति ॥ १३॥ 
श्लेष्माश--श्वेत, सूळभाग में मोटे, कठिन, गोल, चिकने, 
चणे में पाण्ड तथा करीर ( सरुस्थळ हुम) फळ और कटहल 
की गुठली एवं द्वा्षा के स्वरूप के होते है एवं न तो फुटते हैं 
और न रक्तादि का खवण करते हैं एवं उनमें खुजली अधिक 
चकती है । श्ळेव्मिक अर्श से पीडित मनुष्य कफयुक्त, मांस 
के धावन के समान अधिक मात्रा में मळ का उत्सर्ग करता 
है तथा अहे के ही कारण शरीर में शोथ, झीतज्वर, अरुचि, 
मन्दामि तथा सिर में भारीपन ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं एवं 
उस AAT की त्वचा, नख, नेत्र, सुख, मूत्र और मळ श्वेत 
वर्ण के हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 
रक्तजानि न्यम्रोधप्ररोहविहुमकाकणन्तिकाफलसह- 
शानि पित्तल्षणानि च, यदाऽवगाढपुरीषप्रपीडितानि 


भवन्ति तदाउत्यथ दुष्ठमनल्पमसूक सहसा विस्रजन्ति, 
तस्य चातिभ्रबृत्तौ शोणितातियोगोपद्रवा भवन्ति ॥१४॥ 


रक्तार्श--वर के अहुर, सूया तथा शुजा फळ के समान 
छाल वर्ण के तथा पित्त के लक्षणा से युक्त होते हैं। जव ager 
बड़ी सरती से मल व्याग करता है तव उसके मळ की रगड़ 
से पीडित (afta) हो कर अत्यधिक मात्रा में दूषित रक 
का सहसा खाव करते हैं। उस रक्तत्रुति या रकाश के अधिक 
वढने पर रक्त के अधिक खवण रूपी अतियोग से उत्पन्न उप- 
द्रव होते हैं ॥ १४॥ 


विमश--उपद्ववा शोणितवर्णनीये . प्रायुक्ता.--तदतिप्रदृ्त 
शिरो5मितापमान्ध्यमधिमन्थतिमिरप्रादुर्भाव धातुक्षयमाक्षेपक पक्षा- 
घातमेकाइवविकार तृष्णादाहो दिक्षा कास श्वासं पाण्डुरोग मरण चापा- 
दयति! इति! 

स्थानिक उपद्रवो में मलाशय शोथ ( १०७3), गुद 
विद्रधि ( Rectal abscess ); भयन्दुर ( Anal fistula ), गुद 
चर ( Anal fissure ), गुद का केन्सर ( Cancer ) ये मुख्य 
हैं अत एव अशे की चिकित्सा में देरी नहीं करनी चाहिये। 
तेषा प्रशमने यत्षमाशु कुर्याद्विचक्षण. | तान्याशु हि युद वद्ध्वा 
कुर्याद्वदयुदोदरम्‌ ॥ ( चरकः ) 1 

सन्निपातजानि सर्वदोषलक्षणयुक्तानि ॥ १५॥ 

सन्निपातज अर्श सर्च दोपों के लक्षणों से युक्त होते हैं॥ १५ 

विमशः--चरक ने सभी अशो को सान्निपातिक साना है-- 
पञ्चातमा मारुत" पित्त कफो शुदवळित्रयम्‌ । सर्व एव प्रकुप्यन्ति युद 
जाना समुद्भवे ॥ अशौसि खल जायन्ते नासन्िपतितेरित्रिमि' । दोपै- 
दोषनिशेषात्तु विशेष कब्प्यतेष्शंसाम्‌ ॥ ( च, चि. अ. १४ )1 


सहजानि दुष्टशोणितशुक्रनिमित्तानि, तेषां दोषतः 
एव प्रसाधनं कत्तेब्यम्‌ । विशेषतश्चैतानि दुदेशेनानि 
परुषाणि पाण्डूनि दारुणान्यन्तर्मुखानि । तेरुपद्रतः 
कृशो5ल्पभुकू सिरासन्ततगात्रोऽल्पप्रजः ्ञीणरेताः 
AAA क्रोघनोऽल्पामिप्राणः परमलसश्च तथा घ्राण” 
शिरोऽत्तिनासाश्रबणरोगवान्‌ , सततमन्त्रकूजाटोपहृद” 
योपलेपारोचकम्रश्वतिभिः पीड्यते ॥ १६॥ 


सहजाश--ये गर्भाधान के समय साता के दुष्ट रक्त (Ove) 
तथा पिता के दुष्ट वीये ( ४९८०९६०००७ ) के कारण उत्पन्न 
होते हैं। इन सहजाशों में भी दोषों के अनुसार ही प्रसाधन 
(सेद ) करना चाहिये अथवा दोषों के अनुसार ही प्रसाधन 
(चिकित्सा ) की जानी चाहिये। ये अरी विशेषतया कठि- 
नतासे दिखाई देने वाळे, स्पशे में कठोर, वण में पाण्डु, दारुण 
( दुःखदायी ) तथा अन्तसुख (या अन्तर्वली में ) होते हैं। 
इनसे पीड़ित मनुष्य Gas, अढप भोजन करने वाळा, शरीर 
पर सिराओं के उभार से युक्त, कम सन्तान वाळा, Pion, 
दुर्बळ स्वर, क्रोधी, अल्प पाचकाशि युक्त तथा नासा, शिर, 
नेन्न और कानों के रोग से पीडित एवं निरन्तर आन्त्र में कूकू 
शब्द, तथा आटोप ( गुड़्युदाहद ), होना तथा हृदय पर 
भारीपन, अरुचि आदि लक्षणी से पीड़ित रहता है ॥ १६ ॥ 

विमरश/-चसहजाश को Oongemtal piles कहते है । 


२ सुश्रतसंहिता | 


टा SIE I SSIS ONO SOROS 


डावटरी में सहजाश नहीं माना है। अन्तर्विद्रधिवद दु खेन छोमा ( Condyloma ), ्न्युळोमा ( Grsnuloms) तथा 
इति दुर्दशनानि। दाराणयन्रस्तु-दुदटनान्यनिटीर्घलादितो aae- पॉछिपस ( Polypus ) इन रोगों में हो सकता है। वाग्भट ने 
राणि, 'सददजान्यशीसि कानिचिदणूनि फानिचिन्महान्ति कानिचिददी- | इन्हें लदा कहा है! आयुर्वेद में गुदा केअतिरिक्तमेदू नामि 
बार जिन यात आदि स्थानों में भी अझ होना लिखा है । मेद्राटिष्पपि बदयन्ते 


भवति चात्र- यथास्व नाभिजानि च । रुण्डूपदास्यर्याणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ 
वाह्ममध्यवलिस्थानां प्रतिकुर्याद्धिपग्बरः | नामिमभिम्नपन्नाः सुकुमारान्‌ दुर्गन्धान पिच्छि- 


अन्तबंलिसमुत्यानां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ १७॥| लान गरडूपदसुखसदशान करीराञ्जनयन्ति | a 
जो कि Spuncteram नामक दो पेक्षियों से वनी है) वली | न्ति | तत्र कणेजेपु वाधियं शूलं पूतिकणेता च, नेत्रजेपु 
तथा मध्यम ( विसर्जनी ) बळी में होते हैं उनका प्रतीकार | वर्त्मावरोधो वेदना स्रावो दर्शननाशश्व, घ्राणजेपु प्रति- 
( चिकित्पा ) करना चाहिये तथा जो अन्तर्वळी ( प्रवाहणी ) श्यायोऽतिमात्रं wy: कृच्छोच्छवासता gael 
में हाँ उनकी चिकित्सा ( निपेध करके या eater कह कर ) सानुनासिकवाक्यत्व॑ शिरोदुःखं च । चक्त्रजेषु कण्टी- 


करनी 'चाहिये ॥ १७॥ एताळूनामन्यतमरिमंत्पेरग : 
ic मत्मिंस्तेगट्रद्वाक्यता रसाज्ञानं मुखरो- 
ae arenes रोग की चिकित्सा करने से बदनामी गाञ्च भवन्ति || १६ ॥ A . 


होती है--अर्थविद्यायशोहानिमुयक्रोभमसंद्महम्‌। प्राप्तुयानियत = दुर्गन्थितत 
के a eee नामि में mg हुये वातादि दोष कोमल, दुर्गन्धित, चिप- 


a 

वेधो योध्माध्य समुपाचरेत ॥ (च.)। चरके असाध्याशलिक्षणानि wee करीरों 
यथा--दस्ते पादे मुखे नाभ्या गुदे वृषणयोस्तथा । चौथो ढत्पाइवेघूल चिपे, डळ की PEt) के सुज के आकार के करीरों Cail) 
च यस्यामाच्योध्मंसो टि स ॥ हत्यात्वंशूल सम्मोददददद्रकषस्थ | को पैदा करते दें । वे ही वातादि दोप शरीर के weed भाग में 
आकर कर्ण, नेत्र, नासा और सुख इन स्याना में अर उत्पन्न 


a: । तृष्णा गुदस्य was निदन्युयुंदजातुरम्‌ ॥' इति। % a 
अर्श के भयर होने पर गुदपाक हो के रक्त में विपे मिलने | AEE! कर्णजन्य अर्श होने पर चहरापन, शूल तया पूतिः 
से विषमयत्ता ( 1०7०९०1 ) तथा पूय के मिलने से पूयमयता कणता ये रोग उत्पन्न होते हॅ. । नेत्र में अश्न होने पर वर्त्म की 
( 77०919 ) हो कर अनेक उपद्रव होने से असाध्यता होती | रति में वाधा, पीडा, खाव तथा दर्शन-शक्ति का नाश ये 

। आधुनिक दाख कसेसे अश की असाध्यता अधिकतर | छग उत्पन्न होते हैं। नासा में अश उत्पन्न होने पर प्रति" 


नहीं रही है। श्याय (जुकाम), अधिक छींके आना, कठिनता से सांस लेना, 


, नासा-दौर्गन्ध्य, अनुनासिक वाक्यों का उच्चारण और शिर में 

प्रकुपितास्तु दोपा मेह्ममिश्रपन्ना मांसशोणिते पीडा ये छत्तण उत्पन्न होते हैं। सुख में कण्ठ, ओष्ट तथा ताल 
AGM काएड जनर्यान्त, ततः कर्ड्यनात्‌ क्षतं समुप- | इनमें से किसी एक अङ्ग पर अं उत्पन्न होने से गद्गद (अस्पष्ट) 
जायते; तस्मिश्च क्षते दुष्टमांसजाः प्ररोहा: पिच्छिल- | वाक्य का उच्चारण, रस का टीक ज्ञान न होना तथा अन्य मुख- 
सघिरस्राविणो जायन्ते कूर्चकिनो5भ्यन्तरमुपरि्राद्वा, ते | रोग उत्पन्न होते ह ॥ १५ ॥ 
तु शेफो विनाशयन्त्युपन्नन्ति च पुंस्त्वम्‌ । योनिमभि- व्यानस्तु प्रकुपितः श्लेष्माणं परिगृह्य बहिः स्थिरा- 
पन्नाः सुकुमारान्‌ Team पिच्छिलरुधिरखाविण- | णि कीलवदशौसि निवेत्तेयति, तानि चर्मकीलान्यशी- 
Pa करीराञ्जनयन्ति, ते तु योनिमुपन्नन्त्या- सीत्याचन्तते ॥ २०॥ 
तंब TUN १५॥ 


v चर्मकील--प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ सं 
लिद्वार्श--अकुपित Ei वातादि दोष az ( fez ) में जा यु गथ संयुक्त होकर 


वार्थ ( त्वचा के याह्य प्रदेश पर स्थित तथा कीछ के समान अर्श 
फर वहां के मांस तथा रक्त को दूपित कर उसमे प्रथम खुजली | उत्पन्न करता है उस अर्श को चर्मकीळ कहते हैं॥ २०] 
पंदा करते रह! खुजळाने से वहां शत ( धावः Ulcer ) बन 


विसर्शः--व्यानो ग्रहोत्वा इेष्माण करोत्यशस्त्वचो वहि 
जाता दै तथा उस छत में कूर्च के आकार के सिरन की सुपारी कीलो 
(सणि) पर या चर्म के ऊपर दूपित मांस के aE पैदा होते मिरज ची तदिद ॥ (माधव नि, >! 


ईं तथा उनसे छसदार रक्तका खाव होता हे तथा अघिक भवन्ति चात्र 

चढ कर वे अष्टु टि तथा पुरत्व को नष्ट कर देते हैं तथा खी | तेयु कीलेपु निस्तोदो मारुतेनोपजायते | 

के योनि में इपित हुये वातादि दोष वहां के मांस तथा रक्त | श्लेष्मणा ठ सवणेत्वं ्रन्थित्वं च विनिदिशेत्‌ ॥२१॥ 
को दूषित कर कोमळ, दुर्गन्ध युक्त, चिपचिपे रक्त का खाव पित्तशोणितजं Get कृष्णत्वं शुक्लता तथा | 


करने वाळे तथा छत्र के आकार के नुर उत्पन्न करते हैं। ये 
अङ्कुर योनि तथा onda का विनाश कर देते हैं ॥ १८ ॥ 
विमर्शः--ढावटरी में ert ( शार) का स्थान युदा ही 
साना है सथा fezafe पर होने वाली अङ्कुर स्वरूप की विकृति 
का समावेश पेपिडोमा ( Papilloma ), चार्ट (Wart), क्काण्डि 


सधुदीर्णखरत्वं च चर्मकीलस्य लक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
चात दोप की अधिकता होने से उन चर्मकीळों में af 
चुभोने की सी पीडा होती हे तथा कफ दोप की अधिकता से 
उनका कफ के समान श्वेत रङ्ग तथा अन्यि समान आकारका 
होता है। पित्त और रक्त की दुष्टि से उनमें कालापन तथा 


अध्यायः २ ] 


निदानस्थानम्‌ | 


२३६ 


oe शीट 


छालिमा होती हे एवं कफ से स्रिग्वता तया वायु से तीव 
परुषता भो होती हे ॥ २१-२२ ॥ 


fert—ata तोदपारुष्यं पित्तादसितवक्त्रना । इलेष्मणा | 


स्निग्धता तस्व अधिनत्व॑ सरगना ॥ (अ, सं.) 
AMA लक्षणं व्यासादुक्तं सामान्यतरलु यत्‌ | 
तत्सव प्राग्विनिर्दिष्टात्साधयेद्विप्जां घरः॥ २३॥ 
श्रेष्ठ वैध मेदू, नामि, नासा भादि स्थानों में उत्पन्न 
अर्श के जो लक्षण dae में कहे हैं see ब्यास ( विस्तार) से 
कहे हुये अशे के लक्षणा के अनुसार दोपादि क्री कदपना से 
समझकर च्रिकिस्या द्वारा ठीऊ करे ॥ २३॥ 
Ly « 
AY इश्यते रूपं यदा दोपहयस्य तु । 
संसर्ग तँ विजानीयान्‌ dent: स च पडविधः ॥२४॥ 
हन्दजार्श - जव अश में दो दो दोषों के मिले हुये लक्षण 
fears दे तव उन्हे संसर्गज अर्श या टन्द्ज भद्दा समझना 
चाहिये तथा यह संसर्ग (वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ, 
वातरक्त, पित्तरक्त और कफरक्त भेट से) उः प्रकार का 
होता हे ॥ २४॥ 
त्रिदोपाण्यल्पलिद्वानि याप्यानि तु चिनिर्दिशोत्‌ । 
इन्द्रजानि दितीयायां चलो यान्याश्रितानि च ney ˆ 
कृच्छ साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च | 
सन्निपातसमुत्यानि सहजानि तु वर्जयेत्‌ ॥ २६॥ 
जो अश्व त्रिदोष युक्त हों किन्नु दोपों के लक्षण seq या 
तीतर न हों उन्दे याप्य अश कहते हैं। जो अर्श दो दोषों से 
उत्पन्न तथा शुदनलिका की द्वितीय ( विसर्जनी ) वली में 
होते हैं तथा पक वर्षसे अधिक पुराने हो गये हों उन्हें 
कृच्ट्रमाध्य अर्श कहते हैं। सन्निपात ( त्रिदोष-संयोग ) से 
उत्पन्न तथा सहज अर्दा असाध्य होने से fafa दृष्टि से 
वर्जित हैं ॥ २५-२६॥ 
Reta रक्षणम्‌--वाद्चायान्तु वलौ जाता- 
न्येकदोपोल्वणानि च। अदासि नुससाध्यानि न चिरोत्पतितानि/च ॥ 
( म, सं.) 
सर्वाः Baan येपां दुर्नामभिरुपहुता: | 
तेस्तु प्रतिहतो वायुरपानः सन्निवर्तते ॥ २७॥ 
ततो व्यानेन सद्नम्य ब्योति्ेंद्नाति देहिनाम्‌ Nall 


इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने5शोनिदानं नाम 
ह्वितीयो5ध्यायः ॥ २॥ 


CNS IO 


जिन ageat की तीनों वल्यां eta पीडित हो गई 
हों उनकी नीचे से अर्श के अङ्करों द्वारा प्रतिहत ( frez ) 
अपान वायु ऊपर की ओर चलकर फिर व्यान वायु के साथ 
मिल के मनुष्यों की ज्योति (पाचकामि) का नाश कर देती है॥ 
दुव्यायुर्वेदृतच्वसन्दीपिकासापायामर्यो निदानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


i SD ed 


तृतीयोऽध्यायः | 
अथातोऽशमरीणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
थथोचाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर अश्मरी रोग के निदान का वर्णन 
करते दै जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत को कहा था ॥ 
विमर्श:--अश्म रात्तीति, अश्मरी अर्थात जिसकी पत्थर सी 
रचना हो उसे अश्मरी कहते हैं । 
चतस्रोऽश्मर्यो भवन्ति शलेष्माधिष्ठानाः | तद्यथा- 
श्लेष्मणा, वातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेति ॥ ३॥ 
श्लेष्मा का आश्रय करके उत्पन होने वाळी अश्मरियाँ 
चार प्रकार की होती हैं जेसे कफ से, वायु से, पित्त से और 
शुक्र से ॥ ३॥ 
विमर्श:--इलेध्माधिष्ठानाः-इलेष्मोपादानकारणाः, ब्लेप्माणमु- 
पादाय भवन्तीत्यर्थं ( डल्हणः )1 डाक्टरी में भी प्रमाणित 
हो गया है कि प्रायः अरमरियां शुष्क श्लेष्मा (४०००५ ) को 
केन्द्र (Nucleas) चना कर पैदा होती हैं। कचित्‌ जीवाणु 
तथा रक्त के धक्के को भी आश्रय करके उसके चारों ओर 
मूत्रस्य पनिर्जा के करणो के स्तर जम कर अशमरी वनती है। 


तत्रासंशोघनशीलस्यापथ्यकारिणः प्रकुपित: ष्मा 
मूत्रसम्प्रक्तो ऽतुप्रविश्य वस्तिमश्मरीं जनयति ॥ ४॥ 


५/ अश्मरी कारण-वमन-विरेचनादि पञ्चकमों द्वारा शरीर 
का संशोधन न करने से एवं मिथ्या आहार-विहार रूपी 
कुपथ्य करने से प्रकुपित हुआ श्लेप्मा सूत्र के साथ मिल कर 
वस्ति में प्रवेश करके अश्मरी को उत्पन्न करता है ॥ ४॥ 

विमर्शः-उक्त कारणों के सिवाय नेट्रोजन युक्त गरिष्ठ 
पदार्थ, मधय, चाय तथा मिष्टान्नं का अधिक सेवन तथा 
क्षारयुक्त पदार्थ, नमक, साग सब्जी, दुग्ध इनका भएप सेवन, 
अधिक देर तक मूत्र के वेग को रोकना, कढी धूप में रहने से, 
पसीने द्वारा अधिक रक्त के जलीयांश के निकल” जाने से तथा 
अधिक खडिकांचयुक्त जळ के पीने से अश्मरी रोग पेदा होता 
हे 1 feat की अपेक्षा पुरुषों में तथा शीत देशों की atten 
उष्ण देशों में यह रोग अधिक होता है । 
तासां पूर्वेरूपाणि--वस्तिपीडारोचकौ मूत्रकृच्छ॑ 
वस्तिशिरोमुष्करोफसां वेदना ज्वरः इच्छावसादौ 
बस्तिगन्धित्व॑ मूत्रस्येति ॥ ५ ॥ 

८/ अश्मरी के पूर्वरूप में वस्ति में पीडा, भोजन में अरुचि, 
मूत्रकच्छू, वस्तिशिर (Internal Urethral 00106 ), सुष्क 
(अण्ड अन्थियां Testicles ), और fox में पीड़ा, सूत्रशच्छू 
होने से उवर तथा हृदयादि का अवसाद (दुर्बलता ), एवं 
मूत्र में बकरे की गन्ध आना ये लक्षण होते हैं॥ ५॥ 

यथास्ववेदनावणे SE सान्द्रमथाविलम्‌ | 

ूवेरूपेऽश्मनः कच्छान्मूत्रं Tale मानवः ॥ ६॥ 

५“अश्मरी के पूर्वरूप में ager वातादि (दोषों के अचुसार 
वेदना तथा tae, दूषित, गाढा तथा,कळपित सूत्र कठिनता 
से व्यायता है ॥ ६॥ 


wd 


२४० 


अथ जातासु नाभिवस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ 
मेहती वेदना मूत्रघारासङ्गः सरुधिरमूत्रता मूत्रविकि- 
रणं गोमेद्कप्रकाशमत्याविलं ससिकतं este | 
[घावनलद्ननप्लवनप्ृष्ठयानोष्णाध्वगमनेश्वास्य वेदना 
भवन्ति I ७॥ 
>अश्मरियाँ के उत्पन्न हो जाने पर FAINT करते समय 
नाभि, वस्ति सेवनी और मेहन ( लिङ्ग ) इनमें से किसी एक 
मेँ पीडा, सूत्र की धार के सूत्र ame समय चीच में रुक 
ज्ञाना, सूत्र के साथ रक्त का आनां, सूत्र का इधर-उधर 
विकिरण ( गिरना या घार का रेढा गिरना), गोमेद्मणि के 
समान स्वच्छ सूत्र का आना एवं मूत्र के साथ सिकता (शर्करा 
Gravel) का त्यागना ये सामान्य लक्षण होते हैं। दौडने, 
किसी नाले खाल को छाँघने, तेरने, घोडे या ऊंट के पीठ पर 
सवारी करने और मार्ग में चलने से अश्मरी रोगी को पीड़ा 
होती है ॥ ७॥ 
चिमर्शः--अश्मरो मूत्र में अटक जाती है जिससे मूत्ररोध 
तथा वस्ति की रगड लग कर वस्त्यादि के छिल जाने से 
सरुधिर सूत्र त्याग होता है। वाग्मटोक्तसामान्यलक्षणं-सामान्य- 
fox रुदनामिसेवनीवस्विमूंस । विश्योग॑वारं मूत्र waren मार्गे 
चिरोषिते ॥ तह्यपायात्‌ सुख मेहदेदच्छ गोमेदकोपमम्‌ । तत्सक्षोमात्‌ 
छते साल्मायासाचातिरुग्भवेत्‌ ॥ 


तत्र, श्लेष्माइमरी शलेष्मलमन्नमभ्यवहरतोऽत्यर्थ- 
सुपलिप्याघः परिवृद्धि प्राप्य बस्तिसुखमधिष्ठाय स्रोतो 
निरुणद्धि, तस्य मूत्रप्रतिघातादाल्यते भिद्यते निस्तुद्यत- 
इव च Shee: शीतश्च भवति । अश्मरी चात्र श्वेता 
fara महती कुक्कुटारडप्रतीकाशा सघूकपुष्पवर्णो 
वा भवतिः तां शलेष्मिकीसिति विद्यात्‌ ॥ ८ || 
VY कफाश्मरी-अत्यधिक कफजनक भोजन करनेवाले मनुष्य 
फा कफ संघातक रूप में होकर तथा यथोक्त डदि को प्राप्त हो 
के वस्तिसुख में स्थित होकर सूत्र निकलने के स्रोत ( art) 
का निरोघ कर देता दै । इस तरद रुके इये मूत्र के प्रत्याघात से 
बस्ति फटी सी, विशीर्ण और व्यथित खी व सूई चुभोने की 
पीडा सी एवं भारी और शीत होती है। अश्मरी का रद्द सफेद, 
स्पर में चिकनी, आकार में वडी तथा सुर्ग के अण्डे या 
सहुए के फूल के समान स्वरूप वाळी होती हे उसे कफजन्य 
लश्मरी जाननी चाहिये ॥ ८ ॥ 
विसरे'--छेप्माशमरी, अमोनियम मेग्नेशियम, फास्फेट, 


शौर चूने के फास्फेट के सञ्चय से चनी होने के कारण इसको 
Phosphatic Calculus कह सकते हे! 


पित्तयुक्तस्तु श्लेष्मा सद्ठातसुपयम्य यथोक्तां परिः 
वृद्धि प्राप्य बस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो निरुणद्धि, तस्य 
ूत्रप्रतीघादादूध्यते चूष्यते दह्यते पच्यत इव वस्तिः 
wate भवति । अश्मरी चात्र सरक्ता पीताव- 
भासा ऋण्णा सल्लातकास्थिप्रतिमा सुवर्णा वा भवति; 
तां पत्तिकीमिति विद्यात ॥ ६॥ 


सुश्रतसंहिता | 


RI RAR AN. 
RRA ITY 


-/ पित्ताश्मरी--पित्त के सहित कफ संघात ( कडेपन ) को 
प्राप्त कर यथोक्त रूप से वढ के वस्ति के मुख में स्थित होकर 
मृत्र-जोत को रोक देता है। उस रोगी के रुके हुये मूत्र के 
प्रतिघात से वस्ति प्रदेश झुल्सने सा, तपने सा, जलने सा 
और पकने सा प्रतीत होता हे तथा उप्णवात भी हो जाता 
है। इस प्रकार की पथरी छाल, पीली, काली, भिळावें की 
शुटळी के समान जथवा शहद के रंग सी होती है उसे पित्त 
जन्य अश्मरी जानो ॥ ९॥ 
विमदः--पित्ताश्मरी शुद्ध यूरिक एसिड अथवा at 
नियम यूरेट की होने से Uric Acid Calculus हो सकती 
है। जळांश की कमी होने से सूत्र तेजाब सा हो जाता है। 
उप्णवात--यह मूत्राघात का एक भेद है इसके निम्न लक्षण 
—'व्यायामाध्तातपेः पित्त वर्ति प्राप्पानिलाइतस्‌ afer मेढ़ 
युढ चैव प्रदहन्‌ ज्ञावयेदथ ॥ मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्त रत्तमेत्र 
वा | झच्छात्पुन* पुनर्जन्तोरुष्णात वदन्ति तम्‌ ॥? 


वातयुतस्तु श्लेष्मा सद्बातमुपगम्य यथोक्तां परि 
वृद्धि प्राण्य वत्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो निरुणद्धि, त्स्य 
मूत्रप्रतीघातात्तीज्ञा वेदना भवति, तथाऽत्यथ पीड्य" 
सानो द्न्तान्‌ खादति नाभिं पीडयति सेढ़' मृद्नाति 
पायुं स्पृशति विशधेते विदहति वातमृत्रपुरीपाणि 
कृच्छ्रेण चास्य मेहतो निःसरन्ति | अश्मरी चात्र 
श्यावा परुषा विषमा खरा कदम्बपुष्पवत्कण्टकाचिता 
सवति; at वातिकीमिति विद्यात्‌ ॥ १०॥ 
~वाताशमरी-वातयुक कफ संघात के रूप में होकर 
यथोक्त रूप से वढ के वस्ति के सुख में स्थित होकर यूच-मार्ग 
को रोक देता हे तथा उस पकहे हुये मूत्र के प्रतिघात से 
तीन वेदना होती है तथा वेदना से अधिक पीडित होकर 
दांतों को खाता है, नामि को दवाता है, शिशन को मसलता 
है, युदा को छता है, जोर से चिल्‍्छाता है, परितप्त होता है 
एवं वायु, सूत्र और सळ बढ़ी कठिनता से मेहन ( प्रवाहण ) 
करने से निकछते हैं। अश्मरी का,'रंग [सांवला, स्पश में 
कठोर, टेढ़ी-सेढ़ो, खुरद्री, Cty = aS a ससान कार्यो 
सरीखी रचना से युक्त होती है। उसे चातजन्य भरमरी 
कहते हैं ॥ ६० ॥ 
विमशः---यह अशमरी आक्जेलेट ऑफ्‌ छाइम केल्क्यूलस 
( Oxalate of hme Calculus) के समान है। 


भायेणेतास्ति्रोऽशमर्यो दिवास्त्रप्नसमशनाध्यशन- 
शीतस्निग्धुरुमघुराहारप्रियत्वादठिरेपेण बालानां भव- 
न्ति । तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वादनुपचितमांसत्वाश्च 
वस्तेः सुखप्रहणाहरणा भवन्ति, सहतां तु शुक्राश्मरी 
शुक्रनिमित्ता भवति, । ११ ॥ 
वहुधा उपर्युक्त तीनों प्रकार की जश्मरियां दिन में शयन, 
समशन ( हिंताहित भोजन ), अध्यशन (भोजन पर भोजन), 
शीत, स्निग्ध, शुरु, मधुर ऐसे आहार में रुचि रखने से तथा 
विशेष करके वाळकों में होती हैं क्योंकि उन वच्चों की चस्ति 
तथा शरीर छोटा होने से एवं उनमें वस्ति के मांस का 


अध्यायः २ | 


निदानस्थानम्‌ | 


२४१ 


"४४४४४४४४४४ ४४१४४४४४४४४ ४४४ AP AP APACE PRP PRPRPCER RRL PRAR PRR कक कक कक कक कक PARP RIPPED Pe 
PLR LLL NNN 


देह की पाण्डुता, उष्णवात, तृष्णा, हृदय में पीडा और वमन 


विमर्शः--वरच्चा में शुक्र इतनी छोटी आयु में नहीं चनता | इन छत्तणों को पेदा करती है ॥ १३-१७ ॥ 


अतः शुक्रारमरी उनमें होना संशयित है। 
मैथुनासिघातादतिमैथुनाद्य शुक्रं 'चलितमनिर्ग- 
च्छद्िसा्गेगमनादनिलो5मितः सङ्गृह्य मेढूवृपणयोर- 
न्तरे संहरति, daca चोपशोषयति | सा मूत्रमार्गसा- 
बृणोति, मूत्रकूच्छं बस्तिवेदनां ब्ृषणयोञ्च श्वयथुमापा- 
द्यति, पीडितमात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रविलयसाप- 
द्यते; तां शुक्राश्मरीमिति विद्यात्‌ ॥ १२॥ 
शुक्रारमरी--वडे मनुष्या में शुक्र के कारण शुक्राश्मरी 
होती है । कारण--अधिक वर्ष या मास तक शुक्र (वेग) 
को रोकने से अथवा अधिक खी-संयोग करने से स्वस्थान से 
चलित शुक्र चाहर न निकल कर उलटा गमन करता दै तव 
चायु उसे पकड कर मेद ( Brea) तथा gaa ( अण्ड तथा 
कोप) के चीच में एकत्रित करती हे तथा एकत्रित कर सुखा 
देती है। इस तरह चनी हुई चह शुक्राश्मरी मूत्र के मार्ग 
को रोक देती है जिससे सूत्रकृच्छू, वस्ति में पीड़ा तथा 
चुपर्णो में शोथ पैदा होता हे एवं दवाने पर चह अश्मरी 
उन्हीं स्थानों में लीन हो जाती है । इस तरह से उत्पन्न 
gaat (सेमीनळ या स्पर्मेटिक काँक्रीशन्स, स्पर्मोलिथ 
Seminal or Spermatic Concretions, Spermolith ) 
कहते हैं ॥ १२॥ 
सवन्ति चात्र-- 
शर्करा सिकता मेहो भस्माख्योऽश्सरिवैकृतम्‌ | 
AVA: शकरा शेया तुल्यव्यज्ञववेदना ॥ १३॥ 
पवनेऽचुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः | 
सा भिन्नमूत्तिवतिन रार्करेत्यभिधीयते ॥ १४ ॥ 
हृत्पीडा सक्थिसदनं कुक्षिशुलः सवेपथुः | 
तृष्णोध्वेगो5निलः काष्णयं दौवेल्यं-पाण्डुगात्रता ॥१श। 
अरोचकाविपाकी तु शकरात्त भवन्ति-च | 
मूत्रमार्गप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवाच्‌ ॥ १६॥ 
दौवेल्यं सदनं काश्यं कुक्षिशुलमरोचकपम | 
पार्डुत्वसुष्णवातव्व तृष्णां (ृतपीडनं वभिम्‌॥ १७ ॥ 
आर्करामेह (Passing of gravel), सिकतामेह ( Bric- 
kdust deposit) ततथा भस्ममेह ( Phosphaturia) ये 
अश्मरी के कारण ही पेदा होते दें । शर्करा के अशमरी के समान 
ही स्वरूप और लकण होते हैं किन्तु अश्मरी छोरी हो तथा 
वायु अचुक हो तो सूत्र के साथ बाहर निकळ जाती है तथा 
चही अश्मरी वायु से विदीणे होकर मूत्र के साथ चाहर 
निकलती है उसे शर्करा कहते Ei शर्करा लचण-हृदय में 
पीडा, टांगों में दद, उद्र में शूल, शरीर में करपत, प्यास, 
SEN ( ऊध्वंवात) आना, शरीर में sera, een, 
पाण्डुचर्णता, अरुचि और भोजन का टीक पचन नहीं होना ये 


नाभिप्छकटीसुष्कगुदयङक्षणरोफसाम्‌ । 

एकद्दारस्तनुत्वक्को सध्ये बस्तिरघोसुखः tl १५॥ 

अलाव्या इव रूपेणं सिरास्नायुपरिभ्रहः | 

बस्तिबंस्तिशिरञ्चेव पौरुषं Toot गुदम्‌ ॥ १६ ॥ 

एकसम्बन्धिनो होते शुदास्थिविवरस्थिताः | 

मूत्राशयो सलाधारः प्राणायतनसुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 

वस्तिवर्णन--नाभि, पृष्ठ, कटी, Fao, गुदा, वंक्तण और 

लिङ्ग इनके बीच में एक द्वार वाळी पतले चर्म से चनी हुई, 
नीचे को सुख की हुई वस्ति होती है। वस्ति स्वरूप में 
तोस्त्री के समान होती है तथा शिरा और स्नायुर्भो से घिरी 
हुई दे वस्ति, वस्तिशिर, पोरुपग्रन्थि, gar (अण्डग्रन्थियां) 
और शुदा ये गुदास्थि विवर के भाश्रित तथा परस्पर एक 
दूसरे से सम्वन्धित रहते दे । वस्ति का दूसरा नाम सूत्राशथ 
( मूत्रसञ्चय होने का स्थान ) है तथा इसी को fe ( मळ) 
रूपी सूत्र का आशय होने से मळाघार भी कहते हैं। यह 
ग्राणों का आयतन तथा श्रेष्ठ हे ॥ १५-२० ॥ 


विमर्शः--वस्ति को उलेडर (Bladder) कहते हैं । यह 
पुक थेली है जो वस्तिगह्वर ( Pelvic cavity) मैं विटपसन्धि 
के पीछे रढती है तथा इस में बुक्कों से छन कर गविनियों 
(Ureters) द्वारा aa बूंद बूंद के रूप में आक्र इकट्ठा 
होता हे । पुरुषा में वस्ति के पीछे दो श॒क्राशय (Semnal, 
Vesicle और उनके पीछे geqea का अन्तिम भाग या 
सळादाय (Rectum) तथा feat में मूत्राय के पीछे 
गर्भाशय ( Uterus) तथा गर्भाशय के पीछे मळाशय रहता 
है। मूत्राशय की दीवार स्वतन्त्र मांलीय सूज्रों से वनी होती 
है । भीतरी एृष्ठ पर श्लेष्मिक झिल्ली ( Mucus membran ) 
छगी रहती है । सूत्र से खाली रहने पर यह तिकोना सा 
तथा भर जाने पर गोळाकार हो जाता है तथा वस्तिगह्नर से 
कुछ ऊपर उठ कर उद्र की अगली दीवार के पीछे आ लगता 
है। यहां पर जो पकद्वार लिखा है वह मूत्रप्रसेक ( Urethra ) 
का अभ्यन्तरीय द्वार (Internal Urethral ०१०९) है । 
इस के सिवाय चरित के ऊर्ध्व था पार्थ भाग में दोनों 
गविनियाँ भाकर खुलती हैं अतः दो किंद वे भी होते हैं। 
पौरुष को गणनाथ सेनजी ने Prostate gland साना . है-- 
पौरुष तु वस्तिमूलहयो अन्थिविशेष पत्यक्षइट स्यादिति प्रतीतिः 
झारीरविदाम.। न चात्र डछनोक्त -'पौरुष मेढूम इत्यर्थ सङ्गच्छते, 
aerate उदास्थिविवरस्थितत्वाभिधानात. | दरण भी गुदास्थि 
विवर में नहीं होते हैं। यद्यपि वृषणौ न गुदास्त्रिविवरस्थी तथापि 
गर्मावस्थानकारे वालस्य थ तयोरवस्थानाद, तथाऽ 
वान सङ्गच्छते । प्राणायतन--वस्ति ममं होने के कारण 
ग्राणायतन है--मर्माणि तेपु स्वभावत एव प्राणास्तिष्ठन्ति! । 


पक्काशायगतास्तत्र ASA मूत्रवद्दास्तु याः | 


लक्षण शर्करा रोगी के होते हें । वस्ति से वाहर निकलने के | तपेयन्ति सदा मूत्र सरितः सागरं यथा ॥ २१ ॥ 


३१ सु० 


२४२ सश्रुतसंहिता | 


NN, 


सूदमत्वान्नोपलभ्यन्ते सुखान्यासां सहस्रशाः | 
नाडीभिरुपनीतस्य मूत्रस्यामारायान्तरात्‌॥ २२॥ 
जाप्रतः स््पतश्चैव स निःस्यन्देन पूर्यते | 
आदुखात्सलिले न्यस्तः TAA पूर्यते नवः ॥ 
घटो यथा तथा विद्धि बस्तिमूत्रेण Gar ॥ २३॥ 


पक्काशय में स्थित जो मूत्रवाहक नाडियां हैं वे सदा 
वस्ति को सूत्र द्वारा तर्पित करती रहती हैं जैसे 
अपने जळ से समुद्र को तर्पित (पूर्ण) करती रहती हैं । 
इन नाद्यों के हजारों सुख हैं जो कि सूचम होने के कारण 
दियाई नहीं देते हैं 1 आमाशय एवं पक्काशय के भीतरी भाग 
से नाद्यो के द्वारा छाये गये सूत्र के क्षरण ( निष्यन्द ) से 
जागते हुये तथा सोते हुये मनुष्य की चस्ति aa होती 
रहती दै जिस तरह सुख पर्यन्त पानी में रखा हुआ नूतन 
मिट्टी का घड़ा अपने आस पास के सूषम feet द्वारा रिस 
रिस कर जळ से भर जाता है उसी तरह बस्ति अपने चारों 
जोर चने हुये सूचम छिद्रो द्वारा मूत्र से भरती रहती है ॥ 


जायया । अथच वेद्‌ के 'यदान्त्रेपु गविन्यो थेद्वर्तावथिसञ्चितम्‌ । 
एवाते मूत्रम्‌? इस वाकय से तथा सायणभाप्य के 'आन्त्रेभ्यो 
विनिर्गेतस्य मूत्रस्य मृत्राजयप्राप्तिसाधने पाइवंद्रयस्थे areal aft 
न्यौ? इस व्याख्यान से दुक्को की आन्त्रसहृश आन्तरिक रचना 
मान लेने से वृक्क ( Kidney ), गदिनियां ( Ureters) और 
चरित (Bladder ) इनका परस्पर सम्वन्ध च कार्य स्पष्ट हो 
जाता है । वर्तमान विज्ञान ने जो भी अन्वेषण किया है वह 
आयुर्वेद तथा वेदों से वाहर नहीं हे अतः संसार में सव 
पैथियों के मार्यदर्शक आयुर्वेद तथा वेद के सिवाय अम्य 
नहीं हे यह गौरव की वात है । वस्तुतस्तु-सूत्र के अन्दर जो 
थूरिया आदि मछ रहते हैं उनका निर्माण get में नहीं होता 
है। बुक्क तो केवळ छुनने का कार्य करते हैं । आमाशय तथा 
पक्ताशय ( पच्यमानाशय = ग्रहणी = डियोडिनम ) में आहार 
के पाचन में जो तोद-फोड़ होती हे उसी वक्त सूत्र के मळ 
भाग भी चन जाते हे तथा उनका चहन रस और रक्त के 
साथ साथ हजारों नालियों ( अन्त्रस्थरसाछ्रिकाओं धमनी 
केशिकाओं ) में होता रहता है तथा अन्त में aE में वे 
विमझः-आयुेद फे मत से मूत्रोत्पत्ति आमाञ्ञय तथा | FAT आकर छुन कर मूत्राशय में जाते हैं । इस प्रकार 
पक्काशय में होती है तथा वहां से मूत्र सूचम खोतसों द्वारा | खचम ( आस्तिक) छुद्धि द्वारा गम्भीर विचार करने पर 
वस्ति में पहुचता रहता है । आयुर्वेद के मत से आहार के | आयुर्वेद की सून्न-निर्माण-कएपना भी नित्य हो सकती है उसे 
पचने पर दो भाग होते हैं प्रसाद आग या सारभाग को रस | मेरे गुरुवर्य श्री घाणेकरजी ने जो आयुर्वेद का प्रमाद कहा है 
कहते हैं तथा दूसरा किहभाग या मळ्भाग होता है । इस | यह ठीक नहीं प्रतीत होता है । यह निश्चित है कि वस्ति में 
किट्ट भाग से ही मळ और त्र बनते हैं। यह कार्य आमाशय | सत्र गविनियों द्वारा ही केवळ दो eta प्रविष्ट होता है । 
तथा पक्काशय में पाचकपित्त और समान चायु करता हे। जिस प्रकार पानी में रखे हुये नवीन घट का हजारों पार्श्वस्थ 
जैसे लिखा भी है--आहारप्रसादाख्यो रस. किट्ट मलाख्यम- | TH Bat से जळ पूरण होता है उसी प्रकार वस्ति मूत्र से 
मिनित । किट्टास्स्वेदमूत्रपुरीपा* पुष्यन्ति ( ( चरकः ) । 'किट्ठ- | इरित नहीं होती है। यह तो संस्कृत के कवियों की आछक्कारिक 
मन्नस्य विष्मूत्रम्‌ (so) । विप्मूत्रमाहारमल. सार. ग्रागीरितो | कल्पना मात्र है जिस में तथ्य तथा अतथ्य दोनों होता है । 


रस । (सुश्रुत) 'तिचाइष्टहेतुकेन विशेषेण पकामाशयमध्यरथ : पित्त 

पित्त चतुर्यिधमन्नपान पचति, विवेचयति च रसमूत्रपुरोपाणि? | se ge कफोऽपि वा | 

( सुश्रुतः) । परन्तु आधुनिक विज्ञाने सूत्रो्पत्ति इस प्रकार | 30 उपस्नहातू अधिश्य इरुतेऽर्मरीम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस तरह सुत्र वस्ति में प्रवेश करता है उसी तरह उसके 


से नही मानी हे । औदरिक बृहद धमनी ( Abdominal 
Aorta ) की दो mart ( चुक्कीय धमनियां Rena) | साथ वात, पित्त और कफ भी भविए होकर उपस्नेह या 
TSFS से अश्मरी रोग को Gar करते हैं ॥ २४॥ 


जक ) दोनों बुं में जाती हैं तथा वहां पर उनकी 
अनेक सूचम झालाएं ( केणिकाप 097००९5 ) हो कर 
अप्सु स्वच्छास्वपि यथा निषिक्तासु नवे घटे | 
wees नालियो के आस पास फैल जाती हैं तथा ge कालान्तरेण पङ्कः स्थादश्मरीसम्भवस्तथा ।। २४५ ॥ 
जिस प्रकार नये घडे में अति स्वच्छु पानी भरने पर भी 


नालियां अपने विशिष्ट प्रभाव से रक्त से निकम्मे किट्ख्प या 
कुछ समय के पश्चात्‌ उस में कीचड अवक्षेप ( Precipitate ) 


सलरूप भाग ( थूरिया, थूरिक अम्ल, सेन्द्रिय organic तथा 
के रूप में एकत्रित हो जाता है वैसे ही वस्तिस्थ स्वच्छ 


निरिन्द्रिय Inorgeme घन पदार्थ ) तथा त्याज्य 
ज्य जल को 
एयक कर लेती है इसे सून्न कहते हैं तथा य wa 

द घज शस्य | यत्र में भी कुछ काळ के पश्चात्‌ अशमरी पैदा हो जाती है॥२५॥ 
विमशं.--प्रायः विशुद्ध जल ( 7५ ) में कोई पदार्थ घुले 


नाडि हारा ही चनी हुई गविनियों ( Ureters ) द्वारा 
aie के उ वस्ति में आता रहता है । आयुर्वेद के 

दाजी कोर जी ul py और संख्या का ठीक | नहीं रहते हैं किन्तु एथ्वी पर पढ़ने से उस में कई भार भीर 

ह all साथ कोई सम्वन्ध न मान कर | wage जाते हैं किन्तु विळायक शक्ति से अधिक रूवण 

का इन का कार्य माना है । कौ | चारादि के जळ में घुलने से कुछ काळ वाद पात्रतळ में 

अवक्षेप हो जाता हे उसी तरह वृ छस्थ नालियों के द्वारा सूत्र 

में यूरिक एसिड, यूरेट्सू, आकजेलेटल्‌, फास्पेटस्‌ आदि 


पुष्टिगौ प्रोकी जठग्न्थस्य मेद्रस ? 2 

oie ae द में कोई सन्देह 

फी इए के चारों जोर पेट बहुत रहती है rap. र्क 
wan अधिक प्रमाण मे व्यक्त होते हे तच मूत्र के जळ में 
इनका पूर्ण विलयन न होकर कुछ अंश qua स्फटिक 


फा झ्या सम्पन्ध है आधुनिक 
है । सम्भव है भविष्य में a 
2 
( Crystal) के स्वरूप Hae, गविनियों के प्रारम्भिक भाग 


wre ए यह आाउनिक विज्ञा 


] 


~ 


Tee 


b aoe 
tr bY ap YE | t de i< poe gt — 
the फि zee awh ee ler CHG ET EB RE EERE 
Be ‘RE eR गच हित kere Eto owe EER ke 
ee wo EEE PELE ROLES REP EG ७० प WT EYE bt 
airs rik ५५ fh BF Sb A 45 i ot 7५ ६९ ५००६) ४ टॅ - 1200 io र iE 
> ta’ Io कि कि ce ४.० ID” Sb ~ Fon ap Vk | = pie w vols 
we We c Owe ५, छु; «| lp ॥ ४8 aw) टि. छः छः 
‘Ee php शिण 28 एकट &5 
it = ४5 1० Filip रच Pie एक Bi Ee Sh कि Bb : 
छह हिक Epo १६४ टक BE की Fe te म Pec, ee 
iy i - yw rv fo Ot ww ° 1 hh 
E iE ‘we i$ hy GS ee jt ee J 7 de ik pw zn ge pe 3 te Ts धि दि भः हि Any by EF र 
iw tie = ह > शार भप ae a i F gs 9 ba ir he lg ir ic प्र ~~ Fe ip है ww; ष्‌; 9 
ml or lo de = ir ie i ४४. FF | =® ff sip ty IF [०० Eh हि 80 (६ | 
Fb PRS PR EE bss & Eo ee hE je Rae 
de ७- Pare & Bde = tele ps War ४४७ pf Es LF ॥ए hr | 
EE hp 4 It = Fe ie Fs hbk है | .. ४४ lS fy Fb te ig E iF le ae ab हि | : | 
| तव्हा” क te ‘ oF a ue र € {\ bu eft 
कि Ge मम Hawt a हि पा हि fe Fb Ea ERE be त£ sae F 
pmb kv Pes Bk ४ bE = PEEPS FE Fave ७ 
ie SER २० वट IPE ५ ७७४७ ७ ee हिट EE oie ५ 
Pde ip 4 es Teo pe. EBS & pet tad फि SE He Fb ४८-७८. 
EE CEE EEE pk te gC Beste bre Re % ५313 450 1; 
i ee PE Epes | ५ Ae रती FEE bb हि 0 ee |b 
FS ne rn ba v 1° t s cy A ee 
[NN { ५ ie dF 0९ 5 धर |! टी IF (४ ea Ip ¢ G5 fy ip ip stoi कि ip wo fe In ba Mo ce 
ls > ४ फि 4४ (४१ Ws Ph ye हि E oi Be त ४. "५, ४ & गए र्क | 
ok Ks KS iF We # (५ do ४ Be Ny 15 अ ह ७ फि 2५ 7 str iF iB whe 
‘ हि. ॥ के ५८ ५३ ७४४ ७ ahd gw iy ५) fF } हे ie रि 
FEF | sais ese ४ 
ie वि ir ioe PEE = yp ९, 1.४ 
ee रे WH ANNAN WN क क 
» er टि 4 ५0१ ip शि 9 = E vy bd (8५ ie! Ry ve tr ve HY रं i 4 i cy kz 
Sab To Mis oo टि 1810 ४ NP We Te है 1 fe a eee 
FEE दन एक | ० ००18, eR ee दाट 
RI If fers ie Fh — = I Erie ताज EB Ser HE 
BTS rE kh — dé 4 Je फि भी he thse te ८7 हि ७) fy ot 
i yp ४ ८ Fe Ac |p (७४ & NS ८, bE ५१४0 ण re Je 
Prk ke mee gy षि» "५: Ir oy kde हि whe Re "७८ Tbh 
he eC भ शि प्र Ip qt Mes ofr 111 पा” I र wwe iy wy fy | ac is Re प्र छि व प iy we 
EEF lp as Bis हर Waly ie ip 0 ar fe षि mk te ER] r 
eC [2 हि dk वू ७ re 4 — ire ele ee: eee mS 
BERN. ee Swe. [EE bel feet. aes betas wh EE 
rE Pi Fe शि Pid EY ws Hh ity AP le Bk 
’ k ‘ho |," sft fF ( 4c I 4४१ We ke IR ir fe’ iy At ltt “hy ty hy bt nets ac fe ‘ प. & hl Di hk, 
‘hs oe प्रि त्रि. bi, pe पि = कि bea) rT [१ * 
os ७७ kB, We a ato ats हि he YE ह] ७ SE NBS CS 
i Redes He bat ie RR Fs BERS hoe bird wk 
| epi ESE Seb Eid pie Fk ७०८ a, व Be aig द; K 
® ‘ Can र | ह. WV, — ir cs by «it Ww As ७ ict In ४10 (१ | 4d (६ गह any t 
\ ei pw Wo kb Erde oo is : E ip fe RR is! ए NA ७ OF 
mits कि फी): te |! oo 0 i Ip 00०७४ TT hy k ४४ (४७ ॥- ५0६ । dee do O 1३ 
ate? | [ dtr भष tA (a { ir fr [a oe: Ir tc Yh Ix lh hy ys a ig | 1? int प्र ow fs 
९ 8 चि wet ir (६ क Fe ष्र uA is tr Is क is Io in’ YIN | ५ / न t ke Ne सह VV “ i fe’ ए 
~ te if हि wes fe i २ ७9 E | sho हि णठ ॥ 0 कै, [४४४९ ४ hv 
ह 1२0४ कक TR, fas de ig Me Pe ‘ = Or ४४ je ia 0 0 [ey Be g ४ द पुर 
~ hes Us te’ र. 1. है| षि a JE an ty ts $ सि tw 
नि धि E eae we BEE हि ok de अ a ie अज. Te ७९.७ 
te be we ge FO we EE Rae ५७ Beas ७८७७ हि 
प्र ४७ ids ७ ७. Oe शः 
र Pi ee OR hh 


Fistula 


~ 


HUTSU Gi 


इनि | 
(माधवनि०)। वाग्नदेऽपि- 


—— 
ग“! 


ay 
नून: 
Sara, | 


चन्नाचन्शाञ्छ i] 


पाळमाठ 


try 


7 


मठ 
1% 


a 


हे 
करउदारच्चन्नाच 


पिडनामाइ 


चर्र 


यिक्रामापाचामरमरीनिदानं 


काला APS 
व्यास्वात्वाम- Ht १1 
if 


क 


-~ 
» 


ब 


T3717 
1। 


CMO ETS PO” 


J 


att व्यास्यास्य 
rr 


i ड्य 


WE SST 


nw 4 


‘> 


{ 
om 
TS 


ss 


चलुथऽव्यायः | 


T 


STAT 
TR We 


bn] 
उ 


+ 


२४४ 


सुश्रुतसेद्दिता । 


mn. 


PPP PLE PELL LLL PPL 


तत्रापथ्यसेविनां वायुः प्रकुपितः सन्निवृत्तः स्थिरी- 


भूतो गुदममितो5छुले cage वा मांसशोणिते प्रदू- 
घ्यारुणुवणी पिडकां जनयति, साऽस्य तोदादीन्‌ वेद- 


नाविशेपाञ्जनयति, अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपेवि, 
मूत्राशयाभ्याशगतत्वाब AM प्रन्नः शातपोनकत्रदर]ु- 
मुखे श्‍िछद्रेरापूते, तानि च छिद्राण्यनखमच्छं फेना- 
नुविद्धमघिकमास्रावं खनन्ति, ama ताइ्यते भिद्यते 
छिद्यते सूचीभिरिव निश्तुच्यते, शुदं चावदीर्यते, st 
fat च वातमून्रपुरीपरेतसामप्यागमश्च तेरेव छिद्रेभ- 
बति | त भगन्द्रं शातपोनकमित्याचच्तते ॥ ६ ॥ 


शातपोनक-मिथ्या आहार तथा विहार सेवन करने 
वाळे घुरुप में प्रकुपित वात स्वकार्य से निवृत्त ct स्थिर 
(निश्चळ) होकर गुदा के चारों ओर एक या gage 
स्थान के मांस ओर रक्त को दूपित करके लाळ वर्ण की पिडका 
को पैदा “करता हे तथा यह पिढका उस पुरुष के गुदादि 
अदेश में सूई चुभोने की सी पीडा आदि cata उत्पन्न 
है तथा उसकी fife न करने से पाक को प्राप्त हो 
जाची है । इस पिढका के फूरने से जायमान घण मूत्रादाय 
के पास में होने से गीळा रहता हुआ 'चळनी के समान छोटे 
छोटे दिद से पूर्ण हो जाता है । अर्थात्‌ उसमें छोटे छोटे बण 
वन जाते दे तथा वे fag निरन्तर स्वच्छ तथा झागदार खाव 
अधिक मात्रा मे वहाते रहते हैं तथा चह घण ताढन, भेदन, 
छेदन भर सूचीवेधन की सी पीडा से युक्त रहता है और 
युदा अवढीर्ण ( विद्रार युक्त) हो जाती हैँ। इसकी ster 
( चिङित्सा न ) करने से उन चळनी समान feat से वात, 
सूत्र, मळ तथा वीर्यं का आगमन (स्राव ) होता दे। इस 
प्रकार के भगन्दर को शातपोनक कहते SE ॥६॥ 
पित्त तु प्रक्पितमनिलेनाधः प्रेरितं पू्येचदश्रर्थित्त 
रक्तां तन्‍्वरीमुच्छितामुप्रम्मीवाकारां पिडका जनयति, 
साऽस्य चोपादीन्‌ वेदनाविशेपाञ्जनयति, | 
मागा च पाकपुपेति, त्रगद्माधिक्ताराभ्यासिव दह्यते दुग- 
न्यसुष्णमाखावं सवति, sth वातमूत्रपुरीपरे- 
तांसि Paste । तं भगन्दरमुष्टूम्रीवमित्याचक्षते tte 
उघटयीव--प्रकुपित पित्त वात के द्वारा नीचे की ओर प्रेरित 
हो के पूर्ववद्‌ उस स्थान सें अवस्थित हो के छाछ रड की, 
पत्तठी तथा उभरी हुई seta के स्वरूप की पिढका उत्पन्न 
करता दं तथा बह पिडका गुदादि स्थान में दाइ जादि पित्त 
के अनुरूप वेदुना-विशेषों को उत्पन्न करताहे तथा उस 
पिडका को बढाने ( शान्त होने) की चिक्रिस्सा न करने से 
चह पाक को प्राप्त होती है तथा उसके फूटने से वना हुआ 
नग अभि और चार लगाने के समान दाह युक्त होता हे एवं 
दुर्गन्धित उप्ग खाव व्यायता हे तथा इस नग की भी उपेचा 
कर दुं से रोग बढ़ जाताहे जिससे वह घण चात, सूत्र 


ओर वीय का खाव [व्यागता है। ” 
यागता हं (इस प्रकार के भगन्दर को 
उप्टूभीच wir कहते ह॥ ७॥ a 


Real तु प्रकुपित: समीरणेनाधः प्रेरित: पूर्ववद- 


a nd 
ahaa: शुछावभासां स्थिरां कण्ट्सती पिडका जन" 
यति, साऽस्य कएदवादीन्‌ enn ng कक अपर 
तिक्रियमाणा च पाकमुपैति, ava कठिनः सं 
कण्हूप्रायः पिच्छिलमजखमास्रावं wats, उपेचिवश्च 
वातमूत्पुरीपरेतांसि Pasta, तं भगन्दर परिख्नाविः 
णम्ित्याचच्तते ॥ ८॥ 

परिल्ञावी-मिथ्या आहवार-विद्दारादि से प्रकुपित कफ वात 
द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर पूर्ववत्‌ गुदा के चारो शोर 
एक या दो अट्टुळ के स्थान में अवस्थित हो के कुछ श्वेत वर्ण 
की, स्थिर ( कठिन ) और खुजली युक्त पिडका को पंदा करता 
है तया ag fem उस रोगी के युदादि स्थान में कग्हू आदि 
कफाचुरूप वेदना विशेष को उत्पन्न करती दे तया लेपादि 
द्वारा प्रतीकार न करने पर पाऊ को ग्राप्त हो जाती हं तया 
इससे उत्पन्न रण स्पर्श में कडेर, सरमराहर युक्त भौर खुनढी 
युक्त तथा निरन्तर चिकने स्राव का उत्सर्ग करता डे तथा 
उस घण की शोधन-रोपणादि रूप चिस्स्सा न करने से वात, 
सूत्र, मळ और वीर्य का खाच होता हे । इस प्रकार के भगन्दुर 

को परिख्राची कहते हैँ ॥ ८॥ 

वायुः प्रकुपितः प्रकृपिती पित्तश्लेप्माणों परि 
ह्याघो गत्वा पूवेबदवस्थितः पादाहुटप्रमाणां सबेलिङ्गां 
पिडका जनयति, साऽस्य तोददाहकरडवादीन्‌ वेद्ना- 
विशोषाञ्जनयति, अश्रतिक्रियमाणा च पाकमुपेतिः 
ama नानावियवर्णमाख्षावं खत्रति, पूर्णनदीशम्वूकाव- 
€ ~ > ® शम्वू- 
aaa समुत्तिष्टन्ति वेदनाविशेषा:; तं भगन्द्रं राम्दूः 

कावत्तेमित्याचक्षते ॥ ६॥ 

शम्वूकावर्त--मिध्या, आहार-विहारादि से कुपित वात 
प्रकुपित हुये fra और कफ को चारों ओर से seo करके 
नीचे जाकर पूर्व के समान गुदादि अङ्गां में अचस्यान करते 
हुये पेर के झड़ठे के प्रमाण की सर्च लक्षणा से युक्त पिढका 
को उत्पन्न करता है ! चह पिढका इस रोगी के उस युदादि 
प्रदेश में ag चुभोने की सी पीढा, दाइ, कण्डू आदि विशिष्ट 
वेदनाओं को उत्पन्न करती हे तथा पिढका को चिकित्सा 

न करने से पाक को प्राप्त होती हे तथा इसके फूटने से उत्पन्न 
तरण अनेक मकार के रद्द वाले खाव को वहावा हे तथा जळ 
के अधिक पूर ( वाढ ) के समान या ag के आवर्त (भंवर) 
के समान विद्विष्ट पीढाओं को Gar करता है। ऐसे को दाम्वूका- 
वर्त भगन्दर कहते हैं ॥ ९ ॥ 

विमर्शः-पूर्णनधा आवनंवद दाग्वूझावर्तवत., अथवा पूर्णनथा- 
डाम्बूकाव्तवद वेदनाविशेषाः समुत्तिष्ठन्ति प्रवर्तन्ते । तदुक्त भोजेन-- 


नदीचा परिपूर्णाना शग्वुकावर्ता यथा । समुत्तिन्ति वेगेन तोय- 
वेगसमीरिता ॥ इति । 


मूढेन मांसलुग्चेन यद्र्थिशाल्यमन्नेन सहाभ्यव- 
ad यदाऽवगाढधुरीपोन्मिश्रमपानेनाधः प्रेरितमसम्य- 
गागत शुदं क्षिणोति तत्र क्षतनिमित्तः कोथ उपजायते, 
तस्मिश्च क्षते पूयरुविरातरकीर्णमांसकोथे भूमाविब जल- 
मरहिजञायां क्रिमयः सञ्जायन्ते, ते भक्षयन्तो शुदमनेः 


श्रघ्यायः ५] निदानस्थानम | २४५ 
A A A कक प RE sth Sa 


me ere NT A ae oN NNN ee NP OO NN ANTS PO PND +। PP PLL NNN LAP PLP PP 


कधा पाश्यतों दारवन्ति; तत्व gala: कृमिकृनेर्वाति- 
पुरीपरतांस्वमिनिःसरन्ति; त॑ भगन्दरमुन्मार्गिगमित्या- 
चचत il १०॥ 
उन्मार्गी-मगन्द्र-“माँस खाने का लाची सूट पुरुष 
अन्न क साथ अन्वि शक्य को निगल जाता हे तथा वह शक्य 
जव कठिन मठ के साथ मिलकर अपान वायु से नीचे की 
प्रेरित होकर टेटा-मेठा भाकर गुदा को चोट पहुँचाता 
हृ तथा व्हा घग वन जाने से कोय ( सदान ) उत्पन्न होता 
६ तया उस पूय आर रक्त से पूण मांस के FH जल से 
fex ( कीचड युक्त) हुई भूमि में aa कीडे पड जाते ह 
aa कीटे पढ़ जाते हैं तथा वे कोडे गुदा के aia को साते 
पे उसे अगल-बगछ से विदीण ( नष्ट ) 


भत्रन्वि चात्र-- 
उत्पद्चतेऽन्पन्छ्‌ शोफात तिम्रं चाप्युपशाम्यति । 
पाय्छन्तदेश पिडका सा तेयाऽन्या भगन्दरात्‌ 11१९, 
यंदा के भाविरी हिस्से में स्वप पीडा तथा दोय युक्त 
पिढरा sar होती है तथा जल्दी ही ara भी हो (वढ) 
जाती है ag भगन्दर से &विरिळ पिडका होती दै ॥ ११॥ 
पायोः स्वादू LARA देणे गूढमूला सरुग्ज्वरा | 
भागन्दरी त fern पिडकाउतों विपययात्‌ ॥ १२ 
युदा के दो अट्टुळ दूर वाळे प्रदेश में उत्पन्न द्वोने वाळी, 
गहरे सूळ की तथा पीदा भोर ज्वर से युक्त वया पूत्र में कही 
विका से विपरीत लक्षणों वाटी भगन्दर पद्रा करने वाळी 
पिडका ह ॥ १२॥ 
यानवानान्मलात्मगाच्‌ SRS SERN HIT, | 
पायुभवेद्धज़ः कट्या पूवरूपं भगन्द्र॥ १३ I 
भगन्दर पूर्वरलप--किसी सवारी (यान) पर यान ( आरो- 
हण ) करने से, मळ का त्याग करने से गुदा में खुजली 
पीटा, जलन तथा सूजन का होना एव कमर में दद होना ये 
Wirt के YaST ई ॥ १३ ॥ हि 
चोराः Wag दु खा. सत्रे एव भगन्दराः | 
तेप्वसाध्यद्विदापोत्यः Baa भगन्दरः॥ १४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने भगन्द्रनिदानं नाम 
चतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 
CA Sar 
साध्यासाध्यता-आय- सर्व प्रकार के भगन्दर घोर कष्ट- 
दायक तथा छृच्छयाध्य aa é किन्तु उनमें त्रिदोपजन्य 
भगन्दुर नया Tas भगन्दर असाध्य होते हैं ॥ १४॥ 
विमश्न--असानब्यता-वानमृत्रपुरीपाणि क्रिमवः शुक्रमेव च। 
sree sag नाशयन्ति तमाचुरम्‌ ॥ 
इत्यायुवेंद्तच्वसंदी पिक्राभाषाग्ों निदानस्वाने भगन्द्रनिदानं 
नाम चतुर्थोऽत्याचः 1 ४॥ 
Cd 


पञ्चमोऽध्यायः | 


अथातो ङुएनिदानं च्याल्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान घन्वन्तरिः ॥ २॥ 


शव इसके अनन्तर कुष्ट के निदान का वर्णन करते हैं 
जसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने aaa के लिये कहा थाए३-सा 
विमर्शः--कृष्ट परिभापा-हुथ्यात्मन्‍्षमिति seq कुत्सिन 
वितीति दुष्टन 1 दवा च नन्धान्तरे--काळेनोपेश्चिन यस्मात्‌ सर्व 
ङुप्गानि दपु" । (अ सं. ) 1 इस प्रकार कण्डु आदि क्षुद्र रोग 
तया sale भदारोगों का इसमें समावेश होता दै । साधा- 
रणतया कुष्ठ का त्वग्दोष भी कहते हँ-चाउक्रियया पुराक्षतकर्म- 
ney खरडोया अननत तत्र त्वग्दोपी दिवास्वप्न व्यवायञ्च परि- 
LU । वचा के रोगों को Dresses of the skin or Derma. 
६०३९३ Ged ईं 1 ऐसे कष्ट के महाकृष्ट था TeeET (Leprosy) 
नीर धट इष्ट दो वर्ग Fa गये है। az कष्ट में खचा के 
अनेक रोगों का समावेश होता दै। wa कुष्ट को रिवत्र, 
स्विस या सिध्म ( Lenco derma ) कहते हे । 


मिथ्याहारा दारस्य ace गुरुविरुद्धासात्म्या- 
जीगाटिताशिनः स्नेहपीतस्य वान्तत्व वा व्यायामम्रा- 
म्यघमसंविनो ग्राम्यानूपादकमांसानि वा पयसा5भी- 
च्णमश्नता यो वा मजत्यप्सूष्माभितप्तः सहजा छर्दिर्वा 
प्रतिहन्ति, तस्य पित्तरलेप्माणा प्रकुपिती परिगृद्यानिलः 
maken: सिराः सम्प्रतिपद्य समुद्धूय वाह्यं माग 
प्रति समन्ताद्विक्षिपति, यत्र यत्र च दोपो विज्निप्तो निः 
सरति तत्र तत्र मण्डलानि प्रादुभंवन्ति, एवं समुत्पन्नः 
wala दोपस्तत्र तत्र च परिवृद्धि ग्राप्याप्रतिक्रियमाणोऽ- 
भ्यन्तरं प्रतिपच धातूनभिदूषयति ॥ ३॥ 


मिथ्या आद्दार-विहदार करने वाळे तथा Fates afte 
विल्द जार असात्म्य भोजन एवं अजीण के वाद तथा अहित- 
कारी भोजन करने चाले तथा घृत-तंळादि Mega तथा 
चमन के पश्चात्‌ व्यायाम भोर संथुन करने वाले एवं ग्राम्य, 
आनूप तथा जलीय mits मांस को निरन्तर दुग्ध के 
साथ सेवन करने वाले नथा जो धूप में घूमने या काम करने 
से तक्ष हुप हां ओर सहसा oe पानी में प्रविष्ट हो aia 
तथा जो चमन के वेग को रोकता दै ऐसे मनुष्य की बढ़ी हुईं 
वायु प्रकुपित हुये पित्त और कफ को लेकर तिर्यकू जाने वाळी 
सिराओं मे जाके उनमें व्याप्त होकर उन्हें दूषित करके 
शरीर के वाद्य मार्ग ( रक्त, ळसीका, त्वचा भोर माँस ) को 
चारों ओर से घेर लेते दे । फिर fsa हुआ दोष जहां जहाँ 
सञ्चार करता हे उस उस स्थान पर मण्डल ( चकत्ते ) पेदा 
करवा 6 1 इस तरह देह की त्वचा में गया हुआ दोप वहां 
बढ़ कर प्रतीकार न करने से यथाक्रमानुसार रक्त-मांसादि 
चातुओं को दूषित करता हुआ शरीर के भीतरी ag में अव- 
स्थिव रवा है॥ ३॥ 

विमर्शः--वाद्यरोगमार्ग-तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च 
स वाझ रोगमार्ग" ( चरकः ) । कुष्कारण--चरक ने निन्न कारण 
अधिक माने हैं जेसे-नवान्रटयिमत्त्यातिळवणाम्डनिषेविणास्‌। 


—— 
APPA NNSA AAAI YY 


मापमूङकपिष्टान्रतिलक्षीरयुटादिनाम्‌। व्यवायब्राप्यजीर्ण5ते निद्रात्र 
भजना दिवा | विप्रान्‌ गुरुन्‌ adr पाप कर्म च कुर्मेताम्‌॥ आादि। 
डाक्टरी में गळित कुष्ट का प्रधान कारण चेसीछस Sst (5 
leproe ) है तथा आयुर्वेदोक सब कारण डाक्टरी मत से सहा- 
यक कोटि में हो सकते दें । आयुवेद ge को Hea मानता हे 
किन्तु डावटरी सत से कुष्टी साता-पिता से उत्पन्न बालक को 
यदि उनसे उसी वक्त एक्‌ कर दिया जाय तो वह कुष्ठी नहीं 
हो सकता क्रिन्तु उसमें कुष्टोत्पत्ति की अनुकूछता ( Predispo- 
४५०० ) होने से Fw के साथ संसर्ग होने पर अन्य की 
अपेच्षा जददी कुष्ट से आक्रान्त हो सकता दै । चरक ने वात, 
पित्त तथा कफ इन त्रिदोष तथा त्वचा, रक्त, मांस अर छसीका 
इनके एक साथ दूपित होने पर कुष्ट का उत्पन्न होमा साना 
21 माघच ने भी लिखा है कि--गाताटयखयो दुशत्त्वय्रक्त मास- 
मम्बु च। दूषयन्ति स कुछाना सप्तको RTI | चरक ने दूपित 
दोपों को कुछ काळ तक त्वचा में अवस्थित रद कर फिर 
स्यादि को दूषित करके कुष्ट उत्पन्न करते हैं ऐसा माना है 
जैसे--टोबा प्रकुपिता" स्थानमधिगम्य सन्तिष्ठमानास्नानेव त्वगाटीन्‌ 
दूषयन्तः ऊष्टान्यमिनिवेतयति | इसको रोग-सम्प्राप्ति-काछ या 
सञ्चय~क्ाछ ( Incubation period ) कहते टें | यह समय दो 
खे दुस वर्ष तक भी हो सकता दे ऐसा वर्तमान विज्ञान ने 
साना है। चरकोक्तकृएमन्प्रा्ति वयो दोषा यागपित्तव्ले माण. 
TAMAS , दृष्याश्च दारोरधानमस्त्वडनासलोणिनलसीकाश्रतुर्मा 
दोषीपघानविद्धता इति । एतत्‌ सप्ताना सप्षथातुकमेगद्गतमाजनन 
कुछानान्‌ । ( च० नि० )। 


तस्य पूर्घेरूपाणि-त्वक्पारश्यमकस्माद्रोमहपंः 
कण्डूः सेदवाहुल्यमस्तेदनं वाऽङ्गप्रदेशानां CATT: क्षत- 
बिसपणमस्रजः कृष्णता चेति ॥ ४॥ 


कुष्ठ पूवरूप-<'वचा का पारुष्य ( कठोरता ), सहसा 
रोंगटे खड़े होना, शरीर में खुजळी चळना, अधिक पसीना 
थाना अथवा Rese पसीना न आना, शरीराज्ों की सुति, 
उत्पन्न हुये त्रण का ( चिकित्सा करने पर भो) फेळना तथा 
खून का कुष्ण वर्ग होना ये पूर्वेछप के छत्तण हैं nen 
विमर्श --चरक ने कुष्ट की सम्प्राहि में fia can अधिक 
माने हैं । 'अतितलदंगता, बैवर्ण्ण, परिदाद , aed, , ऊष्मायण, 
गौरवं, पकदस्पव्टटभप्नक्षतोपस्सलितेश्यतिमात्र वेदना, स्वव्सानामपि 
च व्रणाना दुश्रिसरोहणन्नेति | 
तत्र सप्त महाकुष्ठानि, एकादश क्षुद्रकुष्टानि; एव- 
मष्टादश कुष्टानि भवन्ति | तत्र महाङष्ठन्यरुणीदुम्बः. 
रप्येजिहकपालकाकणकपुरडरीकदद्रकुष्ठानीति । क्षुद्रः 
कुष्टान्यपि स्थूलारुष्कं महाकुष्ठमेककुष्टं चर्मदलं Rea: 
परिसपे: सिम Lan fez hans 
: सिव्मं विचचिका किटिभं पामा रकसा चेति॥ 
कुष्ठ भेद--सात मदाङषठ होते हैं तथा ग्यारद इद्र कष्ट 
होते दे इस तरद कुछ के नारद भेद होते हैं nen 
विमशः--चरक ने छुष्टों के सात, आठ तथा अनेक ae 
ठिलकर केवळ सात महाकुष्टों का ही वर्णन क्रिया है--*स सप्त- 
विधी-ठादश्षवियोउ्त्स्थेयविधो वा अवति । तेषा विकल्सविकारसख्या- 
नेऽनिप्रसद्गमभिसमोषय सप्तविधमेव कु्टविशेषमुपदेद्यामः डाक्टरी 


सुश्रतसहिता | 


में अन्धिक (Nodoler), चातिक (Nearal) ततया दोनों 
भिळित ( Mixed ) ऐसे तीन Az माने हैं 

इनमें अरुण, शऔदुग्वर, ऋष्यजिह्, कपाळ, कारणम, 
पुण्डरीक और ag ये सात मद्दाऊष्ट होते दे तथा स्वूढारक, 
महाकुष्ट, THEY, चर्मदठ, विसप, परिसप, सिध्म, विचचिका, 
किदिम, पामा छर रकसा ये ग्यारह चुद्रकृ्ट होते दे ॥ ५॥ 


सर्वाणि कुछनि सवातानि सपित्तानि सब्हेप्माणि 

सक्रिमीणि च भवन्तिः) उत्सन्नतस्तु दोपश्रहणमभिः 
भवात्‌ ॥ ६॥ 

aq प्रकार के कुछ बातयुक्त, frage, कफयुक तथा 
क्रिमियुक्त होते दे फिन्तु उन त्रिदोर्षा में जो दोप वलवान्‌ 
होता दे उसके उत्सन्न (Ver) से gas दोप का अमिमव 
( तिरस्कार ) होने से उस बठवान्‌ दोप का ग्रहण होता दै Ne 

विमर्श.--फुष्ट सदा दोपत्रथ-प्रझोपञन्य दी होता है जैसा 
किचरऊफ में भी छिखा हे 'न च कित्रिदलि कुभेकदोपप्रकोप- 
नि्भित्तन्‌ । सक्रिमीणि-आयुर्वद्‌ भी भणुजन्त ( सूचम जीवाणु) 
"कचा जन्तवीऽगव.? तथा कृमि को मानता है जेसा कि इसी 
अन्य के उत्तर तन्त्र में भी लिया दै--केशरीमनसादा-व दन्तादाः 
किस्करिशासथा । gene परीसर्या पया. झोणिनसम्भत्रा ॥ ते 
सरक्ताश्च aa स्निग्थाश्च पृथवस्तवा। रक्षाधिष्ठानजान्‌ art 
विफाराथनयम्ति ते ॥ केजादायात्तदृग्यात्ते ॥ इति। पाश्चात्य” 
विज्ञान ने जीवाणु तथा कृमियों के विषय में अनेक अनुसन्धान 
किये हैं उनसे भी झाम उठाना चाहिये । दोपग्रहण--द्धव्यमैक् 
रख नास्तिन रोगो5प्येफ्रोपज. । योऽधिकम्तेन निर्ढठाः क्रियते 
रसद्रोययो ॥ सर्वेष्पषि बिदोपेधु त्य-देशोडबिऊत्तवत*। ( वाग्भटः ) 
‘squat भूयसा’ इन कारणों से कुष्ट त्रिदोपज होने पर भी 
आगे 'वातेनास्णम्‌? आदि लिखना aza होता है | 


तत्र वातेनारुगं, पित्तेनीदुम्बर्येजिहकपालकाक- 
णकानि, स्हेष्मणा पुण्डरीकं eae चेति । तेषां तु 
सहत्वे क्रियागुरुलमुत्तरोत्तरं घात्वनुप्रवेशादसाध्यत्बं 
चेति )। ७ ॥ 

चात की अधिकता से अरुण, पिचाधिक्य से esa, 
amie, कपाळ भौर काकणक तथा श्लेप्मा के आधिक्य 
से घुण्डरीक जर ayuda हैं। इन कुटं के धातुओं में 
प्रवेश करने से उनकी गम्भीरता, कार्यक्मता तथा असाध्यता 
उत्तरोत्तर अधिक होती है ॥ ७॥ 


विसद+--महत्तत चैषा भीम्रमुत्तरोत्तरवात्तवगाइनवहुदोपजत्व- 
क्रिवायूयस्त्वयोयात्‌ | 

तत्र, वातेनारुणाभानि तनूनि विसर्पीणि तोदभेद- 
स्थापयुक्तान्यरुणानि | पित्तेन पक्कोहुम्बरफलाकृतिवर्णा- 
न्यादुम्बराणि, ऋष्यजिह्माश्रकाशानि खराणि ऋष्य- 
जिहानि, कृष्णकपालिकाप्रकाशानि कपालङष्ठानि, 
काकणन्तिकाफलसहशान्यत्तीयरक्तकृष्णानि काकण- 
कानि, तेषां चतुर्णामण्योषचोयपरिदाहधूमायनानि 
तिम्रोत्थानप्रपाकभेदित्वानि क्रिमिजन्म च सामान्यानि 


अध्यायः ५ ] 


` लिड्ठानि; पुण्डरीकपत्रप्रकाशाति पौण्डरीकाणि शलेष्स- 
णा, अतसी पुष्पवर्णानि ताम्राणि वा विसर्पीणि पिडका- 
चन्ति; च वढ़कुष्तानि; wedge परिमण्ड- 


लता कण्डश्चिरोत्थानत्वं चेति सामान्या रूपाणि।।पी 


उन दोपों सें वात की अधिकता होने से छालिमा की 
आभा लिये हुये, पतले, फेलने वाले तथा सूई चुभोने की सी 
पीडा एवं भेद भोर स्पश ज्ञान के अभाव से युक्त अरुण नामक 
कुष्ठ होते हैं । पित्त की अधिकता से पके हुये गूलर फल के 
आकार तथा रङ्ग के अनुसार औदुग्बर कुष्ठ होते हैं। तथा wT 
( इरिण भेद ) की जिह्वा के समान खुरदरे ऋष्यनिह्व कष्ठहोते 
हें काळे कपाळ (Ast) के समान HUST तथा काक- 
णन्तिका ( युञ्जा ) फल के समान अत्यन्त रक्त तथा कुछ काले 
काकणक कुष्ट होते हैं। इन चारों कुष्ठों के ओप, चोप, परिदाह, 
धूमायन, शीघ्र उत्पत्ति, ams तथा विदारण और इनमें 
कुमियो का उरपन्न होना ये सामान्य लक्षण होते हे । कफ की 
अधिकता से कमळ के पत्ते के समान श्वेत रंग के पुण्डरीक 
कुष्ठ होते हैं । अळसी के पुप्प के समान वर्ण ( चीलक्ृप्ण ) 
वारे अथवा तात्र वर्ण के तथा फलने वाळे एवं पिडकाओं से 
युक्त ददुकृष्ट होते हैं। इन दोनों कफजन्य कुष्टों के उभार, 
मण्डळाकार SER, खुजली तथा देरी से रोग का प्रगट होना 
ये सामान्य लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥ टॅ 
विमश्.--पुण्डरीककुषएठर््ञणम्‌--'सश्वेन रक्परयन्तं पुण्ट- 
रीकदळोपमम्‌। सोत्सेध च सराग च पुण्डरीक तदुच्यते ॥? इति । 
डल्हुण = agg द्विविध सितमसित च। असितस्य महोपक्रम- 
साध्यलादनुवन्पिलप्रकर्षाच महाकुछेयु मध्ये सुश्रुते पाठः। सितदहु- 
कुष्ठस्य सुजसाध्यत्वादु्तरोत्तरथात्वनुप्रवेश्ञामावात्तवाऽत्यर्यपीडारददि- 
तत्वाच्च चरके gageT मध्ये पाठ इत्यदोप” इति। ददु को रिंग 
चर्म या टिनिया ( Ring worm or tinea ) कहते हैं । 
क्ष्रकुष्ठान्यत ऊर्ध्वं TI 
स्थूलानि सन्धिष्वतिदारुणानि 
स्थूलारुषि स्युः कठिनान्यरूंपि | 
त्वक्कोचभेद्स्त्रपनाङ्गसादाः 
कुठे महत्पूर्ययुते भवन्ति ६॥ 
HOT येन भवेच्छरीरं 
_ तदेकङुष्ठं प्रवदन्ति छुछम्‌ | 
at कण्इव्यथनौपचोपा- 
way तञ्चमंदलं वदन्ति Ul १०॥ 
चिसर्पवत्त सर्पेति सर्वतो य- 
स्त्वगरक्तमांसान्यभिभूय शीघम्‌ | 
मूच्छाबिदाद्दरतितोदपाकान्‌ 
Bat विसपंः स भवेडिकारः ॥ ११ 
शनेः शारीरे पिडकाः खवत्यः 
सर्पन्ति यास्तं परिसर्पमाहुः | 
कण्डबन्वितं शवेतमपायि सिध्म 


विद्यात्ततु प्रायश अध्येकाचे ॥ १२॥ 


निदानस्थानम्‌ | 


| स्थूळारुप्क दृष्ट में शरीर के विशेषकर हस्त तथा पाद की 
सन्धियों में मोटे तथा अत्यन्त[भयङ्कर भौर कठिन aor होते 
हैं तथा महाइए में त्वकसङ्कोच, त्वचा Hawt पडना, त्वचा 
की सुप्ति और अङ्गा में ग्हानि ये लक्षण पेदा होते है। जिससे 
शरीर का वर्ण कुछ काळा और लाळ पड जाय; उसे पुककुष्ठ 
हैं । जिससे हस्त तथा पाद तलों में खुजली, वेदना, 
दाह तथा चोष हो उसे wigs कहते Ti जो रोग सचा, 
रक्त और मांस को दूपित करके मूर्च्छा, दाह, वेचेनी, सूई 
चुभोने की सी पीडा तथा पाक को करता हुभा विसर्प के 
समान'चारों और Sear हो उसे विसर्प कुष्ठ ( Erysipelas ) 
कहते हैं तथा जो खाव वहाने वाळी पिडकाएँ धीरे-धीरे शरीर 
में फैलती हों उस रोग को परिसर्प कुष्ट कहते हैं तथा जो रोग' 
शरीर के ऊर्ध्व भाग अर्थात्‌ हस्त, छाती, मुख, ser आदि 
स्थानों में प्रथम खुजली करके Aa रंग के चकत्ते वना देवें वथा 
जिनमें कोई पीडा न हो तथा चमं की या रोग की तह पतली. 
हो उसे सिध्म कहते दै ॥ ९-१२ ॥ , 

विमर्शः--चरकोक्तसिध्मलक्षर्ण--श्‍वेत wet तनु च यद्रजो- 

ge विमुश्नति । अलावुपुष्पवर्ण aa सिध्म प्रायेण चोरसि ॥ सिध्म 
को टिरियासिस वर्सिकलर ( Pityriasis versicolor ) कहते ‘i 
हैं। इसका हेतु माइक्रो स्पोरन फरफर नामक afer है । 


राज्योइतिकण्डवत्तिरुजः सख्क्षा 
भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम्‌ | 
कण्डूमती दाहरुजोपपन्ना 
विपादिका पादगतेयमेव ॥ १३॥ 
विचर्चिका रोग में शारीर के हस्त-पाद आदि अङ्गां में 
चर्म पर फटने सी रेखाएँ पड़ जाना, अधिक खुजली चलना, 
अधिक पीड़ा होना तथा seat ये लकण होते हैं। जब 
विचर्चिका केवल पाँवों पर होती है तथा खुजली, दाह भौर 
पीडा हो तो उसे विपादिका कहते हैं ॥ १३॥ 
विमर्शः--विचर्चिका को पेर्फिगस (२९०0१७१४०५) 
या हेगेडस ( ३०४००९५ ) कहते हे । विपादिका को विवाई 
चिरूलेन ( 0110911 ) कहते है । 
यत्‌ खावि वृत्तं घनसुग्रकण्डु 
तत्‌ स्रिग्यक्रष्णं किटिभं वदन्ति | 
सा्रावकण्ड्परिदाहकासिः 
पामाऽणुर्काभिः पिडकाभिरुह्या ॥ १४ ॥ 
स्फोटे? सदाहेरति सेव कच्छः 
स्फिक्पाणिपादपभवेर्निरूप्या | 
कण्ड्वन्विता या पिडका शरीरे 
संखावद्दीना रकसोच्यते सा ॥ १४ Al 
जिसमें से खाच बहता हो तथा जो गोळ हो, ठोस हो 
anda कण्ड्युक्त हो एवं स्पर्श में चिकना तथा वर्ण सें 
काळा हो उसे किटिभ कहते हैं तथा जो खाव, कण्डु और 
दाह युक्त छोटी-छोटी पिढकाओं से युक्त हो उस रोग को 
पामा ( छाजन या एक्जिमा Eozema ) कहते हैं तथा वही 


अव इसके अनन्तर छुद्र SUI का वर्णन करते छ । जैसे | पामा eee, हाथ और पाँव इन स्थानों पर दाहयुक्त फोड़ों से 


२१८ 


युक्त हो तव उसे Sry ( खुजली दा erie Scabies ) कहते 
हैं एवं खावरहित तथा कण्डयुक्त पिडकाएँ सारे शरीर में हो 
जाय तो उसे रकसा (Drv Eczema) कहने हैं ॥ १४-१५ ॥ 
अरः ससिध्म॑ रकसा AES 
यचेककुएं कफजान्यमनि | 
वायोः प्रकोपात्परिसपेमेकं 
शेषाणि पित्तप्रभआाणि विद्यात्त ॥ १६॥ 

अरुप्क, fen, रकसा, FEES तथा एळकृष्ट ये कफ की 
अधिकता से होनेवारे कष्ट हैं। वायु के प्रकोप ने केवल एक 
परिसर्प इष्ठ उत्पन्न होता है शेष fad, किटिभ, विचर्चिका, 
पामा और चर्मदळ पित्त की वहुलता से उतपन्न होते हैं ॥१६॥ 

किलासमपि कुपविकन्प एव; तधिविधम्‌-गतेन 

पित्तेन श्लेष्मणा चेति । 'कु्किलासयोरन्तरं-त्वग्गत- 
सेव किलासमपरिज्रावि च | तद्वातेन भणडलमरुणं 
परुषं परिध्वंसि च, पित्तेन पञ्यपतरप्रतीकाशं सपरिदाहं 
च; श्लेष्मणा शवेतं Rave बहल॑ कण्डूमच्च | तेपु सम्ब- 
द्मण्डलमन्तेजातं रक्तरोम चासाध्यमञ्निदर्धं च 11१७) 

किलास vit ea का ही एक भेद तथा यह वात से, पित्त 
से मौर कफ से ऐसे तीन प्रकार का होता है। कुष्ट और 
किलास का भेद यह है कि किलास केवळ त्वचागत ही रोग 
होता है तथा यह खादरहित होता है। यह किलारू चात से 
सण्डल्युक्त, अरुण, स्पर्श सें कठिन तथा त्वचा और चहाँ के 
केशों का नाशक होता हे । पित्त से कमळपत्र के समान तथा 
दाहयुक्त होता है। कफ से खेत, स्पर्श में fra, स्थूल और 
कप्ड्युक्त होता है। इन तोनों मकारा में जिसके सण्डल 
Camu) परस्पर मिले हुये हों तथा जो 'अन्तस्थान अर्थात्‌ 
कोष्ट, पाणि-पाद तथा गुह्ास्थान सें उत्पन्न हुआ दो तथा 
जिसके वाल छाल हो गये हों एवं जो अप्ति से जळ जाने पर 
उत्पन्न हुआ हो ऐसा किलास असाध्य होता है ॥ ३७॥ 

विमर्शः--किलास को श्वित्र तथा लोक में सफेद दाग एवं 
Vea में स्यूकोडर्मा ( Leucoderma ) कहते हैं । मेदः 
दोषज तथा ब्रणज ऐसे दो प्रकार का होता is 


विधाद्दोषजं ate तथा । तत्र मिथ्योपचारादधि ase aoe | कौण्य 


स्टृतम्‌॥ ( भोज' )। भाउकिना धातुमेदेन किलासस्य संड्ञान्तर 
द्चितम्‌-वारुग तत्तु विज्ञेय मासवाठुसमात्रयन्‌। मेद'त्रित मवेच्चित्र 
दारुणं रक्तसंश्रवन्‌ ॥ चरकेषपि-दारुण वान्ण श्ित्र किलातं नानभिः 
किमिः ere कारण--चांस्वतथ्यानि इनप्लमागे निन्दा 
SOT gets) णपक्रिया qe क हेत, किलतत्य 
विरोधि चारन ॥ (चरक ) । वर्तमान विज्ञान ने इस रोग का 
कारण अभी तक अज्ञात ही लिखा “The etiology is quite 
unknown कु.किलास Aq.—age भानून्‌ व्याप्यान्त सर्वान्‌ 
सठ्ठेष चावददेद। Tass मीन्‌ er इुदारुणान्‌ ॥ 
डोमन्चकन्नादुपमनीतन्यास्थीनि वै कमात्‌ । rake ) Parmer 
कष्ठयाण्यदाइवन ॥ ( क्ष० He ) 1 wee 


2 ACH eae वाद्यकुछ- 
झब्देनोच्चते । छेदङ्म्याचमात्रात सत्यपि त्वन्रोगत्रन्‌ 


न्‌ । ( इन्दः) | 
Tes यदस्रावि तत्किलाम Tah (re) 


कौर्तिदन्‌ । यदा त्व- 
Waar चढावूनवनाइते । दित्वा किजससगाज ङस 22 


सुश्रुतमंहिता | 


त्तदा ॥ ( विश्वामित्र: ) । १, इन उक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि. 
किलास त्वचागत रोग हे अतपव इसे वाहा कुष्ट नाम भी 
दिया हे तथा कुष्ट रक्त-मांस-मेटोऽस्थि आदि गग्भीर धातुओं 
सें होने चाळा रोग हे । २. किलास से किसी प्रकार का aa 
नहीं निकलता है किन्तु कष्ठ में आभ्यन्तरीय धातुएँ गलगछकर 
खावरूप से झरती रहती हैं। ३. कुष्ट वेसिकस Sh नामक 
जीवाणु से उत्पन्न होता है किन्तु किछास जीवाणुजन्य न 
होकर त्वचा के ऊपरी पर्त में रहने वाळे मेल्यानिन 
(Melanin) नामक रद्द के अभाव से होता है। यह रह 
त्वचा को WIT रखता है तथा धूप से दारीर की रक्षा करता 
है। जो छोग उप्ण प्रदेशों में रहते हैं तथा गरमी में काम 
करते हैं उनमें इस रङ्ग की अधिकता हो ज्गने से घे लोग 
काले हो जाते हैं । किलास में त्वचा का यह रड जाता रहता 
है जिससे वह रङ्गहीन स्थान सफेद हो जाता है। ४ कुष्ट के 
स्थान सें सुन्नता रहती है किन्तु किलास के स्थान में वहाँ के 
वातसूत्रों में कोई विकृति न होने से स्पर्शज्ञान ज्यों का त्यों 
रहता है किन्तु त्वचा की weet अवश्य जाती रहती है। 
२, कुष्ट फेलने वाळा औपसर्गिक ( Infective ) रोग है क्न्तु 
क्लास औपसर्गिक न होने से रोगी से gn करना उचित 
नहीं है। परिध्वसि-- रोमापहारि । तदुक्तन--'सदाद रोमविष्वमिः 
इनि | अन्ते जातम्‌ = ओष्ठणाणिपादयुद्योत्यन्नमित्यर्थं । तदुक्तमधाइ- 
सक्यहे-'युद्यगाणितलौष्ठेपु जातमप्यचिरन्तनन्‌ । वर्जनीयं विशेषेष 
किलासं मिडिमिच्छता ॥' इति। तल्मत्र पादतळमिति fred 
रक्षितः । रक्तरोम= शुङ्तेम, असाध्यलक्षणे चरकेण--'वच्छुडरोम- 
eo यत्सल्झं परस्परन्‌ । यच्च वर्षगणोपेनं तच्छत्रं नैव 
सिद्धयति ॥? इति। 


Say तु त्वक्सङ्कोचस्वापस्वेदशोफसेदकौए्यस्रो- 
पघाता वातेन, पाकावदरणाङुलिपतनकर्णनासाभङ्गा- 
क्षिरागसत्त्वोत्पत्तयः पित्तेन, कण्ड्वर्णमेदशोफास्राव- 
गौरवाणि श्लेष्मणा । 
तत्राब्बिलप्रवृत्त पौएडरीकं काकणं चासाध्यप्‌ ॥ १८॥ 

Sel में वायु की अधिकता से त्वचा का were, quar, 
स्वेद का अभाव या आधिक्य, शोथ, त्वयादि का सेद (दारण), 
कौण्य ( हस्त-पाद की विकलता ), स्वरभङ्ग ये छक्षण होते हैं 
तथा पित्त की अधिकता से पाक, भेदन, ag feat का गळ कर 
गिर ( झड) जाना, कान और नासिका का गळ जाना, नेत्रो 
सें लाठी तथा सत्त्व (afr आडि जीवों ) की उत्पत्ति ये 
लक्षण होते हैं एवं कफ की अधिकता से त्वचा में , वर्ण- 
भिन्नता, शोथ, ज्ञाव तथा भारीपन ये लक्षण होते हैं। इन 
SU में से जो आदि वळ (माता-पिठ दोष) से प्रवृत्त (उत्पन्न) 
हुआ पौण्डरीक और काकणक कुष्ट असाध्य होते है॥ ३८ 1 

विमर्शः--डाकटरी में कष्ट के तीन मेढ किये गये हैं यहां 
पर कुष्ठ का जो वातिक सेद क्रिया गया है saad लेप्रोसी 
( Nerve Leprosy ) कह सकते हैं। इसमें जीवाणु शरीर के 
विविध वातसूत्रों को आक्रान्त करते हैं जिससे सति, सर- 
सराहट, कौण्य आदि लक्षण होते हैं। २ अन्थिक कुछ (०्तप- 
lar Leprosy ) इसमें शरीर की त्वचा में छोटी छोटी गाडे 
छाल et वच जाते हैं तथा त्वचा मोटी पड़ जाती हैं। 


अध्यायः ५ ] 


ग्रन्थियाँ फूट कर घण चन जाती हैं। अंगुठियां, मुस, फर्ण, 
नासा में होने से घे गळते जाते हैं। यह पित्तकफज कुष्ठ हो 
सकता है । ३. मिश्र ( Mixed ) प्रकार ही अधिक मिलता 
है। 'न च करिजिदत्ति कुष्ठमेकदोपप्रकोपनिमित्तम' (रकः) 
अताध्यकुष्छज्णम्‌--अस्पाग्रवायस्थायामुउद्गरवा' कुधिनं स्पृशन्ति 
तयथा प्रलवणमकभेद., पततनान्यद्भावयवाना, पुश्णाज्वरातिसारदाद- 
दोर्बल्यारोचकाविपाकाश्व, तद्विधमसाध्य विद्यात्‌ । (प्न. नि 9) 
निदाने साध्यासाध्यविचारः -साष्य स्वमक्तमासस्थ वातरलेष्माः 
fran qa मेदसि wet याप्य वर्ज्यं मञ्जास्थिसभितम्‌॥ 
कमितऱ्दाइमन्दासिमथुक्तं यत्तिदोपजम्‌ । प्रभिन्नं sear रक्तनेत्रं 
इतस्वरम्‌॥ पञ्रर्मयुणातीत कुछ एन्तीद मानवम्‌ ॥ 
भवन्ति चात्र 
यथा वनरपतिर्जातः प्राप्य कालप्रकर्पणम्‌ । 
अन्तर्भूमिं विगादेत मूलेब्ष्टिविवद्धितेः ॥ १६॥ 
एवं कुएं समुत्पन्न॑ त्वचि कालप्रकर्पतः | 
क्रमेण धातून्‌ व्याप्रोति नरस्याप्रतिकारिणः ॥ २०॥ 
जिस तरह उत्पन्न हुई वनस्पति ( वृत्त ) काल की अधि- 
कता से तया वृष्टि से चढ़ कर जठों के हारा भूमि के भीतर 
जम (Go ) जाती है उसी प्रकार से प्रयम त्वचा में उतपन्न 
हुआ ge चिकित्सा नहीं करने से कुछ समय के पश्चात्‌ क्रम 
से रक्त-मांसादि धातुओं में व्याप्त हो जाता है ॥ १९-२० ॥ 
विमर्दः-इष्ट किसी भी प्रकार का हो किन्तु उसकी सव" 
प्रथम उत्पत्ति व्वचा से ही सुपि, मण्डलोरपत्ति और वर्णभेद के 
रूप में ora होती हे--पर्यकुठेपु प्रथमं त्वच्यवदयं Bart भवति 
feats, पश्चादैशेषिकी sh कालपकर्षाद्रक्तादियु भवति । 
९ चक्रपाणिः )। 
स्पशेहानिः स्वेदनत्वमीपत्कण्डूख्च जायते | 
Saud wena we त्वचि समाश्रिते ॥ २१॥ 
त्वक्स्त्रापो रोमह्पेश्च स्वेदस्याभिम्रवत्तेनम्‌ | 
करडूर्विपूयकत्ेब कुछे शोणितसंश्रित्ते ॥ २२॥ 
बाहुल्यं वक्‍्त्रशोपश्व कार्कश्यं पिडकोद्रमः । 
तोटः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्टे मांससमाश्रिते ॥ २३ ॥ 
दौरन्व्यमुपदेहश्च पूयोऽथ क्रिमयस्तथा। 
गात्राणां भेदनं चापि कुछे मेदःसमाश्रिते ॥ २४॥ 
नासाभङ्गोऽक्तिरागश्च चते च क्रिमिसम्भवः | 
भवेत स्वरोपघातश्र ह्यस्थिमञ्जसमाभ्रिते॥ २५॥ 
कौण्यं गतिच्तयोऽङ्गानां सम्भेदः क्षतसपेणपू I 
शुक्रस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथव च ॥ २६॥ 
स्वगादिगत कुछ छक्षण--त्वचा में कुछ के उत्पन्न होने 
पर स्पर्शहानि, स्वेद आना, कुछ कण्डू, विवर्णता तथा रूक्षता 
चे लक्षण होते हैं। कष्ट के रक्त में होने से त्वचा में सुश्नता, 
रोमहर्ष, पसीने का अधिक आना, खुजली चलना तथा हुर्ग- 
far पूय का निकलना ये रूचण उत्पन्न होते हैं। कुष्ठ के 
माँसधातु में होने से शारीर में मोटापन, सुखशोष, कर्कशता, 
शारीर पर पिढकोरपत्ति, सूई चुभोने की सी पीड़ा, त्वचा में 
या शरीर में दुरारें पढ़ना और स्थिरता ये लक्षण पेदा होते 


RR ge 


निदानस्थानम्‌ | 


२४६ 


&। मेदोघातु में ङुष्ठ के आश्रित होने पर शरीर में aia 
तथा weg, पूय, कोडे पडना, शारीरा्वो का भेदन 
(विदारण ) होना ये रूत्तण होते हैं। अस्थि तथा मज्जा में 
कुष्ठ के उपस्थित होने पर नासाभद्ग, नेत्रों में छाली, बण में 
कृमियों की उत्पत्ति तथा स्वरभङ्ग ये san होते हैं। शुक्र 
स्थान में कुष्ट के संश्रित होने पर कौण्य ( भद्गु लिचैकर्य ), 
चळनक्रियानाश, अड्डों में पीडा अथवा भेद ( त्रिदार ), चत 
( त्रण) का फेलना तथा पूर्व में कहे हुये एण होते हैं २१-२६ 


wigan: कुएदोपाद्‌ दुष्टशोणितशुक्रयोः | 
यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम्‌ ॥ २७॥ 
अनुवंशपरस्परा--कुछ दोप से खी के शोणित ( अन्त- 
राव = ( 059 ) तथा पुरुष फे शुक ( कीट) के दूषित होने 
पर उनसे जो सन्तान Gar होती है वह कष्ठप्रकृतिक होती है॥ 
विमरश'-पुरुप के वीर्य (शुक्रकीट ) में ge होने से 
वह पण्ढ तथा खरी के वीजग्रन्थि ( Overy ) या अण्ड (Ova) 
पर कुष्ठ प्रभाव होने से वह बन्ध्या हो जाती है--यदा खीपुस- 
यो* कुष्ठिनोबीजमुपहत स्यात्तदा तयो प्रजा नोत्पथते इति डल्हण, । 
दुष्ट शुक्रमातेव वा सर्वथा बोजत्वानुपधातादपत्यजनक, परन्तु विकत 
जनयतीति द्रडन्यमिति विजयरक्षित । किन्तु इन अङ्गां पर प्रभाव 
न हो तो कुष्टी माता-पिता के सन्तान हो सकती है। जात- 
मात्र सन्तान कष्टी नहीं हो सकती हे किन्तु उन माता-पिता 
के सम्पर्क में रहने से वर्चो में awe होता हे । यदि जन्मते 
ही बच्चे gre कर दिये जांय तो उनमें रोग नहीं (हो 
सकवा ‘ad नहि प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव 
प्रमेदौ भवति कि तहि कालवशेन, दुष्टेरसिन्यक्त्या तथा कुष्ठिजातस्य 
gor ( सडुकोपब्यास्या ) । 
कुष्ठमात्मवतः साध्यं त्वमरक्तपिशिताश्रितम्‌ | 
मेदोगतं भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌ ॥ २८॥ 
आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय) मनुष्य के aa, रक्त और 
मांस में उत्पन्न कुष्ट साध्य होता हे तथा मेदोधाठ में चले 
जाने पर याप्य होता है तथा इनसे उत्तर (आगे) की 
घातुओं ( अस्थि, मज्जा और शुरू ) में जाने पर असाध्य हो 
जाता है ॥ २८॥ 
त्रह्मङ्ीसजनवधपरस्वहरणादिभिः । 
कर्मभिः पापरोगस्य प्राहः GAT सम्भवम्‌ ॥ RE || 
ङुष्हेतु--त्राह्मण, खी और सजन (arg, महात्मा) 
पुरुषों की हत्या एवं दूसरे के घन को अपहरण भादि कर्मों से 
इस पापजन्य कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती हे ॥ २९॥ 
त्रियते यदि कुछेन पुनर्जांते$पि गच्छति | 
नातः कष्टतरो रोगो यथा छुं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ३०॥ 
यदि कोई कुष्ठ रोगी मर जाता है तब,वह दूसरे जन्म में 
भी कुष्ठ रोग से अस्त होता दै इस लिये जेसा यह कुष्ठ खराब 
रोग कहा गया है वैसा दूसरा कष्टदायी कोई रोग नहीं हे ॥३०॥ 
आहाराचारयोः प्रोकामास्थाय महतीं क्रियाम्‌ । 
ओपधीनां विशिष्टानां तपसश्च निषेवणात्‌ ॥ 
यस्तेन सुच्यते जन्तुः स पुण्यां गतिमापर्‍यात्‌ ।। ३१॥ 


LLL LLL LIS. 


PPL PALS. 


कृष्टमोक्षोपायणछ--जो च्यक उचित तया पथ्यकर आहार | ( खाद्य-पेय ) द्वारा-दैजा, मोतीक्षरा, डिसेण्टरी ( अतिसार), 
और विहार में महान्‌ श्रद्धा करके उसका सेवन करने से तथा | आदि। कीटवुंध से जैसे पिस्सू के काटने से प्लेग, मच्छर काटने 
विभिष्ट ओपधियों कोर तपश्चर्या के सेवन करने से इस कुष्ट | से मलेरिया, उळीपद, पीतज्वर तथा डेंग्यूफीवर, मत्कुग तथा 


च 
इं वह उत्तमं 


रोग से युक हो जाता है वह उत्तम गति को प्रात होता है 


च अनं याति यो व्याधि ais कर्मजो ववे: ॥ अन्यच्च--कर्मना 
as केचिदरोषता” सन्ति चाप्रे। tits (उ तं. 
अ ६०) 1 अतः इस fet इसकी चिकित्सा भी कम तथा 
दोष दोनों को नष्ट करने वाली होनी चाहिये--कर्मदीउ्नवद्धता 
तेया खिडिविवीयते!। अन्यच्च--कर्मन्याद olen दोषता स्वस्व- 
a? । ऋर्मदोषोद्धवा चान्ति steam क्षवन ॥ इसी लिये 
कुष्ट की तपश्चरण द्वारा कर्म नय एवं तुवरक, खदिर, रसमाणि 
क्यादि द्वारा दोपचयक्ारक चिकित्सा लिली है। 
प्रसज्ञद्रात्रसंस्पर्शा न्निश्वासात्सहभोजनान्‌ । 
सहशब्याउ5सनाबापि वस्धमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ ३२॥ 
छुए ज्वरच्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च | 
औपसर्गिकरोगात्व सङ्क्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ ३३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने कु्टनिदानं 


नास पञ्चमोऽष्याचः॥। ₹॥ 
OCTET YOO 


नौपसर्गिक-रोगप्रसरण-हेत--रोगमरस्त स्री का स्वस्थ पुरुष 
के तया रोगग्रस्त पुरुष का स्वस्थ स्री के साथ मैथुन करने से 
( उठ, उपदंश, एचमेह ), शारीर के संस्थ से (ey, शीतला) 
रवास में रवास मिळाने से ( राजयकमा, न्यूमोनिया, रोहिणी, 
SET खांसी ), सहभोजन से (सोतीक्वरा, अतिसार, दैना), 
साथ में सोने से ( कष्ट, शीतळा ), रोगी के Te, माळा war 
छगाये हुये चन्दन इनके सेवन से ez, ( इष्ट, चेचक ) ज्वर 
शोष ( राजयचमा ), नेन्रामिष्यन्द तथा अन्य औपसर्गिक रोग 


पक मुन्छ से दूसरे मनुष्य को संक्रान्त होते हैं ॥ ३२-३३॥ 


विमर्श--अलुलेपन का अर्थ घारण ह--उपानही 
Dien घा येन्‌ eset रज 
कौपसर्गिक रोगा को छत की वीमारियां 
tions ) रोग कहने हैं । मरिना: 
Sas eae Sages 
च्वादिसेवनात. प्रायो चरा 
पद ५ Cade ) | = दूज 


पानही च वासश्च 
करळमेव Cag: )। 
या या संक्रामक ( Infe 
नाश्व ret sees खच 
ङ्ङ अन्यच्च कष्ट “अ्सशकाहरश: य, 
पिना tt aaa 
*1 सत्र सचारिषो नेत्र॒लन्विकास विशे- 
Pinang rats र 
Ser संत्रामस्नि = “ASAT | योप- 
We ITZ संत्राम WTA 1 ( साच No ) 1 ate 
ho SSSR | दर्शनात्‌ स्शेनाद a 
Mase पनन्त न्गनन्न tt ( StH )1 “नत्र नातारन्तरानुगतेन वचायुना 
रोचक SIT, रगिन्डिवननेन च्उरमडरिकादयः? र 
ar Sarasa न्गदिद्रारे 7 Saat oe कने 
अवेदा = त्वचा ता भ रोग के 
वैश के त्वचा, श्वासपथ और सस ये तीन बचा सायं ह 
स्वा स उपदंश, Factz, पूयमेह, घनुर्वात frag जल्संत्रास 
तथा मसूरिका । शासपव से न्यूमोनिया राजरकमा, एत्रफ्ल 
Sar ~ रोहिणी = ” 
पक्षा, Sete, रोदिणी, रोमान्तिका, Sea ta मुख 
5 fc 


=. 
3] Speer 


Bat के कारने से टायफस फीवर आदि! यह कीटदंदा व्यग्मार्ग 
के अन्तर्गत ही है। कष्ट का प्रसार मैथुन से, सहशयन मे, 
उसके वख-पात्र के इस्तेमाळ करने से, उसकी सेवा करने के 
कारण BIS आने से त्वचा में रगड हो कर चत से जीवाणु 
अन्य सनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। कुष्टी के नासाखाव, 
उसके बर्गो के ज्ञाव या पूय में रोग के जीवाणु होते हैं। अच्छा 
हो कि कुष्ठियाँ को अलग आश्रम चना के वहां रख दिया जाया 
प्रायः मन्दिरों के बाहर एवं पवित्र नदियों ( गंगा, यमुना, 
सरयू) के ain तथा धार्मिक कुम्मादि tet wat 
भोजन-चक्नादि मांगने के लिये इकट्ठे होते हैं। ak इन्हें एक 
स्यान में वसा कर वच्र-भोजन का प्रवन्ध कर डे तो कुष्ट रोग 
के फैलने को रोका जा सकता हे | भारत में आसाम, विहार, 
Gerd, पञ्जाव, काठियावाइ, सध्यम्रान्त, राजपूताना 
आदि प्रान्तों में कुष्टभवन चने हैं। उन्हीं में सर्व कुष्ठियों को 
भेज देने का प्रवन्ध राज्य तथा जनता की ओर से होनाकानून न 
आवश्यक है । 
इत्यायुर्वदतच्वसन्दीपिकाभाषायां ङुष्टनिदानं नाम 
; पञ्चमोऽध्यायः 1 ५ Ml 
verse 
षष्ठा5्व्याय! | 
अथातः प्रमेंहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्घन्तरिः ॥ २॥ 
अच इसके अनन्तर ्रमेह-निदान का वर्णन करते हैं जेसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥ 
विम्श:--प्रकर्षेण नेहतीति वा प्रकर्पेन मेहनमित्ति प्रमे । 
प्रमेह को Avomlies of urinary secretion कहते हैं | 
दिवासप्राव्यायासालत्यप्रसक्त॑ शीतस्निग्धमघुरमे- 
दद्रवान्नपानसेविनं पुरुषं जानीयात्‌ प्रमेही भविष्यतीति।| 
ate कारण-दिन में शयन करने वाले, व्यायाम न करने 
वाले तथा आळस्ययुक्त पुरुष को एवं शीतल, स्निग्ध, मडुर 
सेदोवर्दक तथा अधिक पतले अन्न और पान का सेवन करने 
वाळे मनुष्य को प्रमेह होगा ऐसा जान लेना चाहिये ॥ ३॥ 
विमशाः--उल्वमिति कथनेन स्रीणां प्रमेदा न सवन्ति। तथा 
च तन्त्रान्तरे-“रजःप्रसेकान्नारीणां मास्ति मास्ति विशुदयति। सर्वं 
छरीरं दोषाश्च न प्रमेदन्त्वत* fat ॥' इति, एतश न चुक्तन्‌ , 
सर्वतन्त्राप्रसिद्धेः प्रत्वक्षविरोवाच्चेति डल्द्ण | प्रमेहृत्य चरकोक्त 
निदान यथाऱ्यश्च कञ्चिदिविरन्योऽपि ञळेष्मवेदोमूत्रसक्षननः सर्वः 
सं निटानविशेषः | वदुद्रवरलेष्मा deta: बहनद्धं मेदो मासं 
च attser शुक्र शोणित च वसा ast ठत्तीका wala 
संख्यात इति aha. | रन्यच्च-आस्याचुज स्वमुखं दधीनि 
आम्यौदकानूपरता wifi) नवान्नपान शुट्वेङनञ्च Weed: 
कम्क्च्च सर्बम्‌॥ ( साघवः )1 


तत्य चेवंप्रवत्तत्यापरिपक्का एव वातपित्तशलेष्माणो 


श्रध्यायः * ] 


“कायायलय io 
ST eis MANS A NS NNN po, 


यदा Ava सहिकत्वसुपेत्य मृत्रत्राहि्रोतांम्यनुसरत्याधो 
गत्वा बस्तेमुखमाश्रित्य निर्मियन्ते तदा प्रमेहान्‌ 
जनयन्ति ॥ ४ ॥ 

सग्प्राति->ऊपर में कहे हुये प्रमेहजनक्र आहार-विहार 
का सेवन करने वाले ager के अपरिपकक (आम ) चात, 
पिच शौर कफ जव सेदोधानु के साथ संयुक्त होकर मृत्रवाहक 
खोतसों (ve, गविनियां सौर वस्ति) का अनुसरण कर 
नीचे की और जा के चस्ति के मुग्र को घेर कर वहीं स्थिति 
कर देते दें तय प्रमेदों को उत्पन्न करते देँ ॥ ४॥ 

पिमर्श--निर्मिघन्ते--निःसरन्ठि, ऊन्ये तु विनिभिधन्त इति 
पढित्वा स्व स्थिति कर्यन्ति इनि व्यास्यानमन्नि । अपरे अतिद्रव- 
a यान्ति इत्याहु । (fre ao) न्यायचन्टरिकायात्र-विनिमिः 
we seas, tees छर्वन्तीति ama । ण्ठेन स्थान- 
सतय उ=ऽ" | 

तेपां तु पूर्वर्पाणि-दम्तपादतलदाहः न्निग्धपि- 

Remit Want मघुरशुक्तमत्रता तन्द्रा साद 
पिपासा दर्गन्वव्ध श्वासस्तालुगलज्ञिहादन्तेपु मलोत्प- 
त्तिजटिलीभावः केशानां वृद्धिश्च नवानाम ॥ ५1 

पूर्वरूप-य़रमेद्दी की पूर्वर्पावस्या में रोगी के हस्ततछ 
तया पांदुतळ में दाद, अद्रो में चिकनाई, चिपचिपापन तथा 
भारीपन, मूत्र में मदुर तया खेत धोना, एवं तन्द्रा, साद 
( थक्रावट ), पिपासा, शरीर पर दोर्गन्थ्य, श्वास की अधिकता 
तथा ताळ, गडा, जिह्वा और दांतों में मळ की उत्पचि, Fit 
का जरिठीमाव (परस्पर युय जाना ) एवं नायूनों की वृद्धि 
आदि wat हाच gue 


विमरद'-दन्वादीना aerert प्रामूप afta. । ere: 
fear 2 तुटू स्वाद्मस्यन्न चाउते ॥ ( माघवः )। 

त्राविलप्रभूतमृत्रलक्षणा: सर्वे एव प्रमेहाः ॥ ६ ॥ 

सामान्य छक्षणम--कलुपित तया अधिक wa का निक- 
छना यह SY सब प्रकार के प्रमेद्दा में होता दे ॥ ६ ॥ 

विमदाः सामान्य ल्क्षत तेषा प्रमूताविळमूत्रवा' (वाग्मट.)। 

सवे एवं स्वदोषसमुत्या: सह पिडकामि: ॥ ७ ॥ 

ध्रमेहपिडकाएँ तथा सर्च प्रकार के प्रमेह सर्व दोषा 
( बिदोष ) से उत्पन्न होते Eton 

विन्र्शः-त्रमेह वीस होते हं तथा चाव, पिच. ऑर कफ 
ये तीन दोष हैं एवं मेदोधातु, रक्त, शुकादि दृष्य होते ई। 
कए" and पत्रनश्च दोषा मेदोऽ्ल्र्युकाश्दुवसालसीका-। मज्जा 
wate: पिशिनन्च दूष्याः प्रमेदिणा विश्मतिरेंव Aer ॥ ( माधवः ) 1 

तत्र, कफाठुद केक्षुवालिकासुरसिकतारानेलेबणपि 

एसान्द्रशुक्रफेनमेद्दा मेदा दरा साव्याः, दोपदृष्याणां सस- 
क्रियत्वात्‌॥ ८ ॥ 

उनमें कफ से उदकमेद, Sane, सुरामेद, Reade, 
aug, TANS, ene, arate, Gate और Gate 
ये ददा प्रमेह उत्पन्न होते टें तथा इनमें दोष और दृष्या छी 
चिकित्सा समान होने से ये साध्य होते हैं ॥ ८॥ 


निदानस्थानम्‌ | 


गंगु गागा आह्ह TCE SDE ल 


LPL PL LLL PPP PPR PPP PPL NNN 


frri—gua की ae चरक तथा वाग्भट ने भी 
कफजन्य प्रमेद्द दश ही माने हैं किन्तु उन्होंने उनके कहीं-कहीं 
नाम बदल दिये द ! जसे चरक मे सान्टममादमेह, शुक्रमेह, 
श्ीत्तमेह और ठालामेह-एवं वाग्मट में ल्वणमेद्द और फेनमेह 
की जगह धीतमेद्द और छाठामेद्द नाम दिये हैं । कफजमे ह साध्य 
हं क्योंकि दोष (कफ) तथा दूष्य ( मेदो-मज्ञा )दोना ही ee 
तया उप्ण होते दे बोर कटु विछ और कयाय से चान्त होते 
हैं नतः चिझित्पा समान है तथा geet स दोष तथा दृष्यो का 
तुर्य होना सुग्पसाध्यना का लक्षण भी माना S— Az तुर 
GATT TAS तुरमदूष्मता । CRRA ITS सुगरसाध्यस्य लक्षः 
णन्‌॥ चरक ने भी लिया है कि 'ते दश wher साऱ्या । समा- 
नमुभमैद स्थानकत्याद , कफस्य प्रापान्यात., समक्रिवलाच्च? कफके 
श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिछ, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सान्द्र) 
प्रसाद, मन्द॒ ये गुण होते हैं तथा इन्दं गुणा सें से एक या अनेक 
गुण परस्पर तरतम भेद से मिलकर द॒श प्रमेहों को उत्पन्न करते 
हं Wea ३उनाच्द्रश्चीनेशुणन्दकमेदद , मधुरळीताभ्यामिचुमेद-, 
सान्ट्रपिच्यिलाभ्या arate, ata पित्तानुरागिणा gate, 
शुक्लेन ere, ब्वेतस्लिस्यास्पा aaa, सान्टरमूर्ताभ्यां fax 
ARG, TH. शीनमेद , सान्टरमूर्तान्या झनेर्मह-, पिच्छि- 
लेन BAT. । दक्मापिककफजम इशदानिस्सन-- ननु यथा ढक्ष- 
fadties Raq करोनि तथा ससगंविकत्वान्तरेगान्यानपि st 
ने करोतीति नाशद्गनीय, भातन्वभावल्यापर्यचुयोज्यत्वात्‌, अदृष्ट- 
कत्मनायाध्ानईत्वाद्‌ | ( मधघुफोपब्यारया )। 


पित्तान्नीलहरिद्राऽम्लक्षारमखिछाशोणितमेह्दाः पड़ 
याप्याः; दोपदूण्यागां विपमक्रियत्वात्‌ ॥ ६॥ 

पिचजप्रमेह--पित्त से नीलमेह, हरिद्रामेद, अम्ल्मेद, क्षार- 
मेह, मक्चिष्टामेट तथा रक्तमेद्द घे छु प्रमेह उत्पन्न होते हैँ 
तथा दोष और दूर्प्यों की क्रिया (चिकित्सा) वियम 
( परम्पर प्रतिकूळ ) होने से याप्य माने गये ह ॥ ९॥ 

विमद्षः--दोपोऽत्र पित्त दूष्या मेद प्रभूनयस्तेपान्‌, विपमक्रिय- 
लात = पित्तमेदमो* परस्पर विन्द्वकियत्वात्‌, पित्तस्य यद मधुरशी- 
तादि पथ्य, तन्मेदसोऽपथ्य, मेदसो यत्कद्धकादि पथ्य, तत्‌ पित्तस्या- 
पथ्यमिति भाव ! चरके याप्यत्वस्म देत्वन्तरमपि ढशितम्‌-~- सर्वं एव 
ते याप्या सदटदोपमेद'न्थानकत्वात' इति । चरक और वाग्भट ने 


HE के स्थान पर कालमेह ( Brown and black urins 
or carboluria ) कहते है । मूत्र में काळापन के कई कारण 
हॅ a पुरानी कामला Indican unis, Melanuris, Alkapto- 


००८०, आदि मृत्ररोगों में मूत्र का र्ग काळा हो जाता दे। 


वातात्स पिवसाचतौद्रहस्तिमेदवाश्चत्वारोऽसाध्यतमाः 

मद्दात्ययिकत्वात्‌ | १० ॥ 

चातजग्रमेह-चातप्रकीप से सर्पिर्मह, चसामेह, चौद्रमेह 
दथा हस्तिमेह ये चार प्रमेह उत्पन्न होते हैँ तथा ये धातुओं 
का अधिक विनाश करने से अत्यन्त असाध्य हें ॥ १०॥ 

विमः-~मदात्ययिगताच= आप्यावनाईप्रचुरतर॒मज्जप्रदति- 
सारतरबात॒क्षयकंतात, | विर्द्धोपक्रमस्वाच्च' इति, अतापि सम्बध्यते। 
तदुक्तं ASAI प्रमेहान्‌ वातजानसाध्यानाचक्षते भिषज’ 
मदात्यमिकत्वादिन्दोपलमत्वाच्चेति' ति । तेनात्र यद्वोयो' खिग्धादि 


पथ्य, तन्मेदसो5पथ्यमिलयादिस्तदर्था वोध्य । मधुर रस और 
स्निग्ध गुण दोनों वातशामक हैं परन्तु दोनों ही दूप्य मेद को 
बढाते हैं अत यहां भी विपम क्रिया होने से वातजप्रमेह 
असाध्य होते हैं । 

तत्र, वातपित्तमेदोभिरन्बितः श्लेष्मा शलेष्मप्रमे- 
हाखनयति, वातकफशोणितमेदोभिरन्वित॑ पित्तं पिततः 
mer, कफपित्तवसामजमेदोभिरन्वितो वायुर्वात- 
प्रमेहान्‌॥ ११ ॥ 

इन मे वायु, पित्त और मेद से युक्त कफ पूर्वोक्त उद्क- 
सेहादि दश कफप्रमेहों को पेदा करता है चात, कफ ये दोप 
तथा रक भौर मेदो धातु पूर्वोक्त इन Te के साथ मिलकर 
पित्त पूर्वोक्त नील्मेद्दादि छ प्रकार के प्रमेहों को उत्पन्न करता 
हे । इसी प्रकार कफ,पित्त इन दोपों तथा वसा, मजा और Az 


इन दूर््यों से युक्त वायु पूर्वोक्त चार बातग्रमेहों को उत्पन्न 
करता है॥ ११॥ 


तत्र, श्वेतमवेदनमुदकसदृशमुदकमेही मेहति | 
इक्षुरसतुल्यमिक्षुबालिकामेही | सुरामेही सुरातुल्यम्‌ | 
सरुजं सिकताऽचुविद्धं सिकतामेही | शनेः सकं मृत्स्न 
शनेर्मेही | विशदं लबणतुल्यं लवणमेही । हृष्टरोमा 
पिष्टरसतुल्यं पिष्टमेही । आविलं सान्द्रं सान्द्रमेही । 
शुक्रतुल्यं शुक्रमेही | स्तोकं स्तोकं सफेनं फेनसेही 
मेहति॥ १२॥ 


कफजप्रमेहछक्षणफ--उद॒कमेद् वाळा व्यक्ति श्वेत, वेद्ना- 
रहित तथा जळ के समान मूत्र का व्याग करता है। gate 
वाळा व्यक्ति ऊच के रस के समान सूत्र त्यागता हे । सुरामेह 
वाळा व्यक्ति सुरा के समान ( लाळ-पीला जळन युक्त ) qa 
त्यागता है। सिकतामेह वाळा व्यक्ति पीड़ा के सहित तथा 
कफ से बनी छोटी छोटी वालुका (रेत) के कणों से 
WA त्यागता है। दानेमेह चाळा व्यक्ति धीरे धीरे तथा कफ- 
मिश्रित व चिकना bs ae है। छवणमेहग्रस्त व्यक्ति 
स्वच्छ तथा नमक के ( घोळ के ) समान स्यागता 
पिध्मेह्रस्त च्यक्ति as a के पिषटरस ( = 
घोले हुए आरे ) के समान मूत्र त्यागता है। सान्द्रमेहमस्त 
व्यक्ति कळपित (ager) तथा गाठा मुत्र त्यागता है। 
rp lel मळ के समान = स्यायता हे । फेनमेह 
अस्त व्यक्ति थोदा थोड़ा तथा झाग 
स्यागना है ॥ १२॥ Res 


विमर्शः -उदकमेदक्षणम्‌-अच्द ag सित - 
कोपमम्‌। मेदत्युदकमेद्देन कितचिदाविठधिच्छि्‌ रट चुळ 
Wane ( Polyaria ) कह सकते हैं । इस के दो भेद हैं। 
(१ ) स्थायी उदकमेह--चुकशोथ एवं घमनीदाच्य से होता 
है तथा पिरधूईटरी ( Pitmtary ) अन्यि की खराबी से 
होता दै इमे डायवेरिन इन्सीपीडस ( Diabetes insipidus ) 
फेन ईं । (२) अस्थायी उद्कमेह चाय, कोको तथा 
RAI के अधिक सेवन oF भय तथा मानसिक | 


से होता हे । इडमेइळचणम्‌--इश्षी रसमिवात्यर्थं मधुर चेल्ल- 


मेहतः । इस में सूत्र में शर्करा आती हे अतः इसे corre 
सूरिया ( ७17००५७ ) कहते हैं। Te की शकरावन्धन 
मर्यादा के अउप होने से होनेवाळे इच्मेह को ( Renal 
glycosons ) कहते हैं। (४) सुरामेह--फास्फेर यूरिया हो 
सकता & | गन्ध की दृष्टि से ( Acetonuria ) हो सकता है। 
सिकतामेह को (Passing of gravel) कह सकते हॅँ। 
‘galore सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्‌? पथरी के टूटने पर 
उसके छोटे २ कण मूत्र में आते हैं। शानमेंह--मन्देन मूत्रेण 
शनै प्रमे. । पिष्टमेह-के लक्षण वाळा मूत्र अर्ञ्यूमिन, पूय, 
अथवा काईल सूत्र में आने से होता है। रळीपद के कारण 
सूत्र में काईळ आता हे इसे कायल्यूरिया ( 0591०7 ) 
कहते हैं । सान्द्रमेह-'यस्य पर्युषित मूत्र सान्ट्रीमवति भाजने’ 
(चरकः tas में फायब्रिन या पीव के आने से ऐसा 
होता दै । शुक्रमेद-शुक्रसददा मूत्र का रंग हो .तो TET 
मिनयूरिया ( 410८७190८1 ) तथा शुक्रमिश्र मूत्र आता ह्दो 
तो सपर्मेटधूरिया ( Spermaturia ) कहना चाहिये । वृक्करोग, 
पाण्डुरोग, यकृद्दाल्युदर, सगर्भावस्था आदि के कारण मूत्र में ” 
अव्व्यूमिन आता है । फेनमेह को न्यूमाटधूरिया ( २1९१7१" 
tuna ) कह सकते हैं । 
अत ऊध्वं पित्तनिमित्तान्‌ वद््यामः-सफेनमच्छं 
नीलं नीलमेही मेहति | सदाहं हरिद्राऽऽभं हरिद्रामेही | 
अमुरसगन्धममुमेही | खुतज्ञारप्रतिमं TAL | AR 
छोद्कप्रकाशं मखिषठामेही । शोणितप्रकाशं शोणितमेही 
मेहति ॥ १३॥ 
पित्तप्रमेहळचण--अच इस के अनन्तर पित्त के कारण 
होने वाले प्रमेहो को कहते हैं । नील्मेहम्रस्त व्यक्ति Sage, 
निर्मळ तथां चीले रंग का सूत्र व्यागता हे । हरिद्रामैह्ररत 
व्यक्ति जलन के सहित हळदी के रंग कासा मूत्र त्यागता है । 
अम्लमेहग्रस्त ब्यक्ति अम्छरस पुवं अम्ळगन्धयुक्त सूत्र 


युक्त | त्यागता है। छारमेदग्रस्त व्यक्ति खुतक्षार या क्षारोदुक के 


समान मूत्र व्यायता हे । मञ्जिष्ठामेदग्रस्त व्यक्ति मजीठ के 
क्वाथ के समान चर्ण का मूत्र रयागता हे तथा शोणितमेही 
झोणित ( रक्त ) के समान सूत्र त्यागता हे ॥ १३॥ 
विमर्शः--नीछमेह को इण्डिकन्यूरिया ( Indican uria ) 
कहते हैं क्यों कि इस में रोगी के मूत्र में अन्त्रगत अल्व्यूमिन 


। की सड़ान से उत्पन्न इण्डिकन आता रहता है। 


सञ्जिष्ठामेह को कोल्यूरिया ( 090071. ) कहते हैं। qa 
में पित्त का विलीरविन ( Bilrubin ) रंग आने से मसिष्ठो- 


, दुक समान पीत सूत्र हो जाता है। कामला में ऐसा प्रमेह 
| होता हे । मूत्र में युरोविळीन की राशि अधिक हो ने से भी 
' पीत वर्ण हो जाता है और उसे यूरोविलीन्यूरिया ( 01०- 


bihnuria ) कहते हैं। अम्ल्मेह सूत्र में यूरिकाम्ल तथा at 
ट्स अधिक आने से होता है तथा इसे लिथ्यूरिया (1०४) 
कहते हैं। ज्षारमेह को ( 41६३००८5 ) कहते हैं। इस का 
कारण मून्नवेग का रोकना, भोस्टेट बुद्धि, मूत्रमार्ग-सक्कोच, 
फास्फेट की अधिकता तथा जीर्ण चस्तिद्योथ है। “गन्धपर्णरस- 
स्प्रे क्षारेण ata द्वारिद्रमेह को हीमोग्लोविन्थूरिया 
(Haemoglonnnrs) कहते हैं तथा रकमे को हीमारथूरिया 


_ अष्यायः ६ ] निदानस्थानम्‌ | २५३ 
TTT Too 


: (Heematoria ) कहते हैं | वृक्काडुंद रकारमरी, मलेरिया, 
_ मोफायलिया, Taq, स्कर्वी आदि में ऐसा होता है। 


गाढा दुस्त आना ये वातजन्य ममेहों के उपद्रव हैं। इस 
तरह इन बीस अकार के wet तथा इन के उपद्र॒वों का 


अत ऊध्व वातनिमित्तान्‌ वच्यामः-सर्पिःप्रकाशं | वर्णन ra गया है ॥ १९॥ 


' सपि मेही मेहति | बसाप्रकारां वसामेही । क्षौद्ररसवणे 


क्षौद्रमेही | मत्तमातङ्गवदनुप्रबन्धं हस्तिमेही मेहति|) १४॥। 


अव इस के अनन्तर वात के कारण उत्पन्न होने वाले अमे- 
'हॉ का वर्णन करते हैं। सर्पिमेंही घृत के समान मूत्र व्यागता 
' है। वसामेही वसा ( फेट ) के सदश सूत्र त्यागता हे Siz- 
' मेही शहद के समान रस और रंग का मूत्र स्यागता है। इस्तिः 


Ft मतवाले हस्ती की तरह निरन्तर सूत्र त्यागता हे ॥ १४॥ 


विमर्शः--सर्पिमंह तथा चसामेह को 2५००० अथवा 
19०८ me सकते हैं । च्तौद्रमेह को मधुमेह या ढायावेटिज 
सेलिटस ( 12७९९5 Mellitus) कहते हैं। मूत्र में मधु या 
Glocose की उपस्थिति ही मधुमेह है । शालिपिष्टमय पदार्थ 
शरीर में जाकर पाचन द्वारा ( ७1०००६९ ) में aga जाते हैं। 
रक्त में जव दार्करा की राशि अधिक हो जाती है तव यह रोग 
होता है तथा प्रधानतया अग्न्याशय के लेंगरदैंसद्वीप में 
बनने वाळे इन्स्वूलीन के न बनने से यह रोग होताहे। 


इन्स्यूलीन पेशियों को शर्करा का खर्च करने तथा यकृत्‌ को | है 


उस का सञ्चय करने में मदद देता हे किन्तु इस के न बनने 
से रक्तस्थ शकरा का स्वाभाविक प्रमाण अधिक होकर मूत्र 
हारा बाहर निकलने लगती हे । हत्तिमेह को फाल्स इन्कण्टि- 
नेन्स ऑफ्‌ यूरिन कह सकते हैं। cal मच झवाजन्न मूत्र वेग- 
विवर्जितम्‌ । सळ्सोक विवद्धन्न इत्लिमेही प्रमेहति ॥ ( वाग्भटः )1 
इसका कारण सुपुम्नास्थित मूत्रकेन्द्रधात। वस्तिघात, 
अरमरी, प्रोस्टेटम्रन्थिवृद्धि आदि है। 
ulna, सनिकोपसर्पणमालस्यं मांसोपचयः प्रतिश्यायः 
थिल्यारोचकाविपाकाः कफ्रसेकच्छर्दिनिद्राकासःा- 
साश्चेति :्ले्मजानासुपद्रवाः, इषणयोरवदरणं बस्तिभेदो 
मेढतोदो हृदि शुलमम्लीकाज्वरातीसारारोचका वमथुः 
परिधूमायनं दाहो मूर्च्छा पिपासा निद्रानाशः पाण्डु- 
रोगः पीतविएमूत्रनेत्रत्वं चेति पेत्तिकानाम्‌ । gaze 
लौल्यमनिद्रा स्तम्भः कम्पः शूलं चद्धपुरीषत्वं चेति 
चातजानाम्‌ | एवमेते विंशतिः प्रमेहाः सोपद्रवा- 
व्याख्याताः ॥ १५ ॥ 

ग्रमेहोपद्रव-मक्िकाओं का प्रमेही पर तथा उस के 
मूत्र पर वेठना, आलस्य, स्थूलता, प्रतिश्याय, भङ्गदोयिल्य, 
अरुचि, अपचन, anata, चमन, निद्वाधिक्य, कास, श्वास ये 
रलेप्मज प्रमेद्दी के उपद्रव हैं। दोनों Tait ( अण्डकोषों ) 
का फटना, चस्ति का wal, fe में सूई छुमोने की सी 
पीड़ा, हृच्छूळ, अम्लिका ( खट्टी डकारें आना ), ज्वर, अति- 
सार, अरोचक, वमन, डकार में घूआं आना, दाह, मूच्छा, 
प्यास, निद्वानाश, पाण्ड रोग, एवं मल, सूत्र तथा आंखों 
इन में पीलापन होना आदि पित्तजन्य असेहों के उपद्रव हैं। 
हृद्य की जकडाहट, हरएक रस चने की लाळ्सा, अनिद्रा, 
शरीर का स्तम्भ ( अकड़ जाना ),०शरीर में कम्पन, शूल, 


t 


| :~मक्षिकोपसर्पणमनेन शरारे मूत्रे च मक्षिकाभिस- 
रणं Req तदुक्त चरके--“षट्पदपिपीलिकामिङ्च दारीरमूत्राभिस- 
रणम्‌ । सोपद्रवा.---चरकोक्तोपद्रवा यथा--उपद्रवास्तु खल प्रमे- 
दिणा दृष्णाऽतीसःरञ्तरदाइदौर्वल्यारो चकाविषाका. पूतिमासपिटकाऽ- 
लजीविद्र्ष्यादयश्च तत्प्रसङ्गाङ्गवन्ति | 
तत्र, वसामेदोभ्याममिपन्नशरीरस्य त्रिभिर्दोपेश्चा- 
दुगतघातोः अमेहिणो दृश पिडका जायन्ते | तद्यथा- 
शराविका; सर्षपिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, 
पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका, विद्रधिका Stan 
प्रमेहपिडका वर्णन--चसा तथा मेदोधातु से व्यापत शारीर 
वाले एवं प्रकुपित वातादि तीनों दोषों से आक्रान्त घातुवाळे 
प्रमेही के शरीर में दश fread उत्पन्न दोती हैं । उन के 
नाम-दाराविका, सर्पपिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, 
पुत्रिणी, मसूरिका, अळजी, विदारिका तथा विद्रधि ॥ १६ ॥ 
विमर्श:--अमेहपिडकाओं को कार्वङ्किछ (Carbuncle ) 
कहते हैं। इनका मुख्य कारण मधुमेह, इचुमेह तथा वसामेह 
। उपेक्षयाऽस्य जायन्ते पिडका सप्त ठारुणा.। मासलेष्ववकाशेपु 
मर्मस्वपि च सन्थिपु ॥ विना अ्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥ 
(चरकः) । चरक ने इनके सात भेद माने हैं। कई छोटी छोटी 
फुन्सियां आपस में मिळकर एक चाळनी के समान Bal वाळा 
नण वन जाता है। तथा उससे पूय निकलता है भोर उसमें 
पायोजीनस आरस जीवाणु होते हैं। इसके 
स्थान ग्रीवा के पीछे, पीठ, स्कन्ध, ओए, चेहरा और नितम्व होते हैं । 
शरावमात्रा aga निम्नमध्या शराविका | 
गौरसपेपसंस्थाना तत्ममाणा च ATTA ॥ १७॥ 
सदाहा कूर्मसंस्थाना शेया कच्छपिका Fa: | 
जालिनी तीन्रदाहा ठु मांसजालसमादृता ॥ १८॥ 
महती पिडका नीला पिडका विनता स्मृता | 
महत्यल्पाचिता ज्ञेया पिडका सा तु पुत्रिणी ॥ १६॥ 
मसूरसमसंस्थाना ज्ञेया सा तु मसुरिका | 
रक्ता सिता स्फोटवती दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥ २० Ul 
चिदारीकन्दवदू gat कठिना च विदारिका | 
विद्रधेलंत्षणेयुक्ता sar विद्रधिका वुधेः॥ २१॥ 
पिडका छक्तण--शराव ( सकोरा या तरतरी ) के समान 
तथा पेसी आकार वाली एवं मध्यभाग सें दवी हुई शराचिका 
होती दै। श्वेत सरसों की आकृति और प्रमाण वाळी सर्पपिका, 
दाहयुक्त एवं कच्छपश्छ स्वरूप की कच्छपिका, मांसजाळ से 
घिरी हुई तथा तीब्र दाहयुक्त जाळिची, नीले वर्ण की तथा 
आकार में वडी विनता, आकार में वडी किन्तु छोटी छोटी 
फुन्सियों से युक्त पिंढका पुत्रिणी, मसूर के समान आकृति 
वाळी मसूरिका एवं छाळ, काली, फुन्सियों से च्यात तथा 
दारुण दुःखदायिनी अछजी भौर विदारीकन्दु की तरह गोळ 
तथा कठिन विदारिका एवं विद्वधि के छक्तणों वाली विद्वानों 
दारा विद्रधिका कही जाती है ॥ १७-२१ ॥ 


२५४ 

विमर्श/--फच्छपिकालक्षगम्‌--अवगाठातिनिस्तोदा ' महावास्तु- 
परिग्रहा een कच्दपपुछामा पिडका कच्छपी मता ॥ जाळिनी- 
ङक्षणम्‌~स्तब्वा सिराजावती स्निग्धस्रावा महाशया । रुजानिस्तोद* 
बहुला सद्वमच्टिद्रा च जालिनी ॥ (चरकः) | अन्यत्रापि-परस्पराभि- 
सम्बन्धात्‌ पिडका चैकदेशना । पित्तोत्कथ दाइवती भूशरुग्जालिनी 
मता ॥ सर्प॑पिकालक्षणमू--सर्पपी सर्पपाभामिः पिडकाभिश्चिता 
मवेत्‌ । अलजोलक्षणमू--दहति त्वचमुत्थाने ठुण्णामोइञ्वरप्रदा । 
विसर्पत्यनिश दु सादद्दत्यमिरिवालजी ॥ ( चरकः ) | 


थे यन्मयाः स्मृता मेहास्तेपामेतात्तु तत्कृताः ॥९श॥ 
जिन दोषों से जो प्रमेह उत्पन्न हुये हों उन्हीं दोषों से इन 
प्रमेहपिडकाओं को पैदा हुई जाननी चाहिये ॥२२॥ «५ 
विमर्श!ः--चरक ने सात के अतिरिक्त भी पिडकाएं मानी है 
तथा उनकी भी दोपाचुसार चिकित्सा कही हे--प्रथान्या पिड- 
का. सन्ति रक्तपीतासितारुणा । पाण्डुरा पाण्डुवर्णाश्च भस्मामा मेच- 
कप्रमा- ॥ LEAT कठिचाश्चान्या स्थूलाः सक्षमास्तथा5परा, । मन्द 
वेगा महावेगा, स्तरर्पमूळा मददारुन ॥ ता TAA मारुतादीना यथास्वै- 
इतुलक्षणेः । जूयादुपचरेचाशु प्रायुपद्रवद्शनात. ॥ 
शुदे हृदि शिएस्यसे wes सर्मेणि चोत्थिताः | 
सोपद्रवा दुबंलाग्नेः पिडकाः परिवर्धयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
असाध्य पिडकाएं--कृश मनुष्य के गुदा, हृदय, शिर, 
स्कन्ध, पीठ तथा मर्मस्थान में उत्पन्न एवं उपद्रवो से युक्त 
पिढकाओं की चिकित्सा न करें ॥ २३॥ 
विमदाः--त्ररकोक्तपिढकोगद्रवा 
क्कामदज्व॒रा । विसर्पमर्मसरोधा, पिटकानासुपद्रवा* ॥ 
aed शरीरं निष्पीड्य मेदोमज्जवसायुतः | 
AT: AHA वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः ॥ २४ ॥ 
असाध्यवातजप्रमेह-वायु सारे शरीर को निचोड कर 
सेद, मजा और वसा के साथ नीचे चरित प्रदेश की तरफ जा 
कर प्रमेह उत्पन्न करती हें तथा सूत्र फे साथ इन धातुओं को 
उत्सर्गित करता हे अतएव वातज प्रमेह असाध्य होते हैं UV 
विमरश/--अष्टाड्संग्रहकार ने भी इन्हें इसी तरह असाध्य 
माना है--वायुवैसादीन्‌ धातून्‌ शरीरस्य परमसारभूतान्‌ वस्ति- 
माङ्कष्य मूत्रेण ae विसजति, तस्मादातजा असाध्याः । क्षीणेषु धातुषु 
मद्दात्मतया विरद्वोपक्रमत्वाच’ । जातप्रमेद्दी मधुमेदिनो वा न साध्यः 
रोग स हि बीजदोपात। ये चापि केचित्कफजा विकारा भवन्ति 
ताश्चापि वदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ ( भावप्र० )1 
प्रमेहपूवेरूपाणामाकृतियंत्र हश्यते | 
किञ्चिच्ाप्यचिक मूत्रं तं प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कृत्स्नान्यद्धानि वा यस्मिन्‌ पूर्वरूपाणि मानवे | 
प्रवृद्धमृत्रमत्यथ तं प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥ २६॥ 
जिस मनुष्य में प्रमेह के पूर्वरूप के wan दिखाई देने 
छगे तया मूत्र की राशि भी कुछ अधिर हो जाय उसे प्रमेह 
समझना चादिये | जिस मनुप्य से प्रमेद्द के पूर्वरूप के पूरे या 
ara छत्तण दियाई देने छगं तथा मूत्र की मात्रा भी अत्यधिक 
यट आ उसे प्रमेही समझना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
_ दिम में दन्तादीना arena, एव पाणि-पाददाह 
पे प्रमेद के पूर्वरूप के छत्तण पूर्व प्रमुताविलमून्रता इस 


सुश्रतसंहिता 1 


साय छक्षण से अने का होना ज्ञात होता हे इसी तरह से प्रमेह का होना ज्ञात होता हे इसी तरह 
प्रमेह के पूर्वरूप-ळछणों ( हस्तपाद-दाहादि ) के विना केवळ 
सूत्र का हारिद्र वर्ण मात्र होने से ग्रमे नहीं समझना चाहिये। 
हारिद्रवर्ण रुधिरञ्च मूत्र विना प्रमेहस्य दि पूर्वपेः । यो मूत्रयेत्तन 
azote रक्तस्य पित्तस्य दि स प्रकोपः ॥ (to प्रमेहचि० )। 
पिडकापीडितं गाढमुपसृष्टमुपद्रवेः | 
मधुमेहिनमाचट्टे स चासाष्यः प्रकीर्तितः ॥ २७ ॥ 
असाध्य मधुमेह रच्तण-अमेहपिडक्राओं से अत्यधिक 
पीडित तथा पूर्वोक्त उपद्रवो से युक्त प्रमेही को मधुमेहम्रस्त 
कहा जाता दै तथा वह असाध्य होता है ॥ २७॥ 
स चापि गमनात्‌ स्थानं स्थानादासनमिच्छति | 
आसनादू वृगुते शय्यां शायनात्‌ स्वप्नमिच्छति ॥२८॥ 
मधुमेही चलने से खडे रहना, GS रहने से बैठना और पेठने 
से लेटना तथा लेटने से निद्रा लेना अधिक अच्छा मानताहै। 


यथा हि वर्णानां पञ्चानासुत्कर्षापकर्षक्रतेन संयो- 
गविशेपेण शबलवश्रुकपिलकपोतमेचकादीनां वर्णाना- 
मनेकेपासुरपत्तिर्भवति) एवमेव दोषघातुमलाहारविशे- 
पेणोत्कर्षापकर्षक्रतेन संयोगविशेषेण प्रमेहाणां नाना 
करणं भवति ॥ २६ ॥ 
जिस तरह श्वेत, हरा, काळा, पीछा और लाळ इन पांच 
रंगों को हीनाधिक मात्रा में मिळा कर किये गये संयोग विशेष 
से शवल ( कछुर = चितकबरा ), वञ्चु ( पिङ्गळवर्णं ), कपिल, 
कपोत ( कबूतर सा) और मेचक ( श्याम) आदि अनेक 
वर्णी (रंग = 0०1०७) की उत्पत्ति होती हे उसी प्रकार 
वातादि दोप, रक्तादिधातु, विण्मूत्रस्वेदादिमल तथा खाद्यपे- 
यादि आहार gad हीनाधिक संयोग विशेष से saat के भी 
अनेक भेद उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥ 
सवति चात्र— 
सव एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः | 
मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाथ्या भवन्ति हि॥ ३०॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदान नाम 
पष्ठोऽष्यायः॥ ६॥ 
oe OFC IYD 


सर्व प्रकार के प्रमेद्दी की प्रारम्भावस्था में चिकित्सा न 
करनेसे वे मधुमेह का रूप धारण कर लेते हैं तथा इस अवस्था 
में असाध्य हो जाते हैं ॥ Ro ॥ 


विमर्शः--प्रमेह मधुमेह में केसे परिवर्तित होते हैं यह 


चरक में बताया है-तैरादतगतिर्मायुरोज आदाय गच्छति । यदा 
वर्ति तदा इच्छो मधुमेहः प्रवर्तते । घाग्भट ने मधुमेह का 
स्वरूप तथा सर्च प्रमेहो को मधुमेह से ही माना हे--मधुर यच्च 
मेहेथु प्रायो मध्विव मेहति । सर्वेऽपि मधुमेद्दाख्या माधुर्याच्च तनो- 
रतः | किन्तु ढाकटरीमत से सर्व प्रमेह भिन्न भिन्न कारणादि से 
होने से मधुमेह में परिवर्तित नहीं हो सकते । 


इस्यायुर्वेदतच्वसन्दीपिकाभापायां प्रमेहनिदान 
नाम पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
८०२५८४७४००” 


i 


अध्यायः ७ ] 


निदानस्थानम्‌ | 


२५२ 


पा 


सप्तमोऽध्यायः | 


अथात उदराणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः 1 २॥ 
„अ इसके अनन्तर उदर रोगों के निदान का वर्णन करते 
हँ जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ 
विमर्श'-उदर ( Abdomine) शब्द से रोग के स्थान 
का तया रोग के खास लक्षण उत्मेघ का ज्ञान होता है यह 
उद्र ऋब्द की विशेषता है! जैसा कि व्हा है--तास्थ्यतदमता- 
Wa तत्तमोपवया5पि च । तत्साहचर्याच्च शब्दानां वृत्तिरेषा 
चनुर्विवा ॥ 
उद्रोत्सेघक्रारण - Ho १ भेडोघद्ि-मेड का सञ्चय होने 
से उदर फूल्ता दे! अन्य स्थानों सें भी मेदोबृद्धि के ळण 
होते हैं--..चिल्ल्हियुदरन्तन- । 
चं० २ चाव--क्रे आंतो में सञ्चय होने से भी उदरोत्सेघ 
होता हे । पेर पर अद्लुठिनाडन करने से de सदृदा निनाद 
(प्रतिध्वनि ) सुनाई देता हे । “भाहताध्मान्दृतिशब्दवद्‌? 1 
नं० ३ जछ--उदरावरण की गुदा में जळ के सञ्चित होने 
से भी उदरोत्तेघ होता है। 
qo ४ मळ-के सञ्जय से जीर्णतिवन्ध होने पर उदरो- 
we होता है । साथ में सिर दर्द, मन्टाग्नि, आध्मान आदि 
खण होते हैं । 
Wo ५ यकृत, प्लीहा, वस्ति, गर्भाशय इनके बढ़ने से या 
इनमें age आदि होने से भी उद्रोत्पेध होता है । 
नं० ६ दुष्ट घातकत्रण या केन्सर ( Cancer )--उद्र के 
आवरण में इस घण के होने से पर भी? उद्रोत्सेघ होता है! 
उद्ररोगों के निदान में इतनी अवस्थाओं का विचार करना 
आवश्यक हैँ । 
acest « aftat 
घन्वन्तरिंधमंश्रतां वरिष्ठो 
राजर्पिरिन्द्रमतिमो5भवद्यः | 
ब्ह्मपिपुत्र॑ विनयोपपन्चँ 
शिष्यं शुभं सुश्रतमन्बशात्‌ सः ॥ ३॥ 
धर्म जानने वाळी में श्रेष्ट एवं ज्ञानेश्वर्यादि में ऋषियों के 
राजा तथा आयुर्वेद के ज्ञान में इन्द्र के समान पेसे धन्वन्तरि 
भगवान्‌ का अवतार SAT था तथा इन धन्वन्वरि ने विनयो- 
पपन्न तथा शिप्यरूप से उपस्थित ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के ga 
सुश्रुठ को उदरादि रोगों के विषय में उपदेश दिया ॥ ३॥ 
प्रथक्समत्तेरपि Be दोपेः 
प्लीहोदरं बद्धगुदं Ta | 
आगन्तुकं सप्तममष्टमत्् 
दकोदरव्वेति वदन्ति तानि ॥ ४॥ ˆ 
उद्ररोग मेद--वातोदर, पिचोदर तथा कफोदर पेसे 
पृथक पृथक दोषों से तीन तथा तीनां दोषों से मिलित चौथा 
सब्रिपातोदर, पांचवां प्लीदोदर, get वदगुदोदर, सातवां 


आगन्तुक उतोदर एुवं आठ्वां दकोदर ( जछोदर ) ऐसे माठ 


उद्ररोग कहे जाते Fill 8॥ 


विमर्दः--य॒थर्दोपे* समस्तेत्र प्लीडवद्धक्षतोदके.। सम्मवन्त्युद- 
were 1 ( साथवः )। प्लीहोदर सें ही यकृहाल्युठर का समा- 
वेश हे 1 वामभाग सें प्लीहोदर तथा दिण भाग में यकृहा- 
ल्युद्र होता है। तव्यान्यपार्श्वे यज्कति प्रवृद्धे चेयं चक्ुंदोल्युदर 
नदेव ॥ ( साधवः ) । 
सुदु्ेलाग्नेरदिताशनस्य 
संशुष्कपूत्यक्ननिपेवणाद्वा | 
स्नेहादिमिथ्याचरणा्च जन्तो- 
दधि ७ OUTTA 
द गताः १ | 
शुक््माकृतिव्यश्चितललणानि 
Ce 
gated घोराण्युदराणि दोषाः ॥ ५ ॥ 
उदुररोग कारण-टुर्वळ-पाचकाग्नि मनुष्य के (मिथ्या 
आहार करने से तथा सूखे और सडे-गे वासी7अश्न के सेवन 
करने से स्नेहन, स्वेदन तथा वमनादि पञ्चकमों के मिथ्या- 
रूप से प्रयोग करने से प्रकुपित वातादि दोप ate ( उद्र ) 
में जाकर युल्म ( गोले ) के समान आकृति के तथा स्पष्ट 
SHIT भयङ्कर उदर रोगों को Gar करते हैं ॥ ५॥ 
विमर्शः-ग्रायः उदर तथा सर्व रोगों का कारण अजीर्ण 
और मलिन अन्न सेवन देँ--रोगा सर्वेऽपि जायन्ते उतरामुद- 
राणि च 1 अजीर्णोन्मलिचैश्चान्मैर्जावन्ते मठसञ्चवात्‌॥ चरकोक्त 
उद्ररोगहेतुः--अतितत्रितदोषाणा पाएं कर्म च SAT! उदराष्यु- 
प॒जायन्ते मन्दार्नीना QT ॥ 


कोष्टादुपस्नेहवदन्नसारो 
निःसृत्य दु्टो$निलवेगनुन्नः | 
त्वचः समुन्नम्य शनेः समन्ताद्‌ 
विवद्धेमानो जठरं करोति ॥ ६ ॥ 
उदुररोग सम्प्रा्ति-दूपित हुआ अन्न का सारभूत रस- 
भाग वाचु के वेग से प्रेरित होके आहार के पाक के 
प्रधानाघारभूत कोष्ट ( ग्रहणी = ९००००० ) से जेसे 
नूतन स्टत्तिकावट के सूच्म Hat से स्ने भाग वाहर खवित 
होता हुआ दिखाई देता हे उसी तरह बाहर ( उद्रग॒द्दा में ) 
निकल कर उद्र की त्वचा को चारों ओर से उन्नत करके 
धीरे चीरे बढवा हुआ उद्र रोगों को उत्पन्न करता है ॥ ६ ॥ 


विमर्शः--व्दघ्वरा स्वेदाम्दुवाहोनि दोषा ज्लोतासि सञ्चिताः। 
प्राणाग्न्यपानान्‌ सन्दूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम्‌ । (साधवः) | स्रोतसां 
दूषणाटामात संक्षोमादतिपूरणात्‌ | वाह्या* सिराः प्राप्य तदा कफा- 
सुकपिचानि संदूषयतौद वायुः ॥ तैवद्धमार्ग स यदा विसर्पनचुत्सेष- 
peaag करोति! (ate )। नीरोगावस्या में अन्न रस जो 
कि रक्त के साथ मिला हुआ होता हे staal ( Streit ) 
की पतली दीवारों से चू चू कर शारीराष्ट्रों का पोषण करके 
पुनः ळलीकावाहिनियों द्वारा रक्त में मिल जाता है । रोगा- 
चस्या में उन ख्रोतसों की दीवारों की खवणक्षमता अधिक 
हो जाती दे जिससे रक से रस का अधिक लवण होकर उन 
स्थानों में उत्सेघ या शोथ उत्पच होता दे! इस तरह रूसी- 
कावाहिनियों से छसीका (Lymph ) अथवा रक्तवादिनियों 
से vara ( Plasms ) निन जिन अवकाश युक्त स्थानों में 
इकट्ठा होता है. उनके नाम fra मिन्न रख दिये हैं जैसे 


२५६ 
वकिल AAA AAA ALORA के 
में जलोदर (4०:5 ), छाती में जलोरस ( Hydrotho- 
an लाता में उरस्तोय ¢ प्छुरिसी Plearsy ), 
मस्तिष्क गुहाओं में जळमस्तिप्क ( Hydrocephlus ) or 
Haagen (Hydrocele), हृदयावरण स ( Hydroperi 
Cardinm ) आदि नाम रखे गये हैं। 
तत्पूर्वरूपं वलवर्णकाङच्ता” 
वलीविनाशो जठरे हि राज्य! 
जीर्णापरिज्ञानविदाहवत्यो 
वस्तौ रुजः पादगतश्च शोफः ॥ ७॥ 
उद्ररोग पूर्वरूप--उदर रोगों की पूर्वावस्था में चल, ad 
भोजनादि आकांक्षा और उद्र त्वचा की साधारण afeat 
(avait) का नाश, पेट पर नीली रेखाएं निकल आना, 
भोजन के पचने था न पचने का ज्ञान नहीं होना, गले में 
दाह, वस्ति ( मूत्राशय ) में पीडा तथा पावों में सूजन आदि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ७॥ 
विमर्शः--आ्षीयते वलतः शबच्यवसित्यस्पेषपपि चेष्टिते। ( अ० 
सं०) । 'बीर्गाजीर्णं न वेत्ति च' ( चरकः )। जठराग्नि से यहां 
Enlarged Superficial ves का ग्रहण करना प्वाहिये । 


ATT पाश्वोदरप्रष्ठनाभी 
येदूवद्धेते कष्णसिरावनद्धम्‌ | 
सशूलमानाहवदुश्रशब्दं 
सतोदभेदं पवनात्मकं तत्‌ ॥ ८॥ 
वातोदर--में पार्श्व, उद्र, पीठ तथा नामि का आश्रय 
लेकर काली सिराओं के उभारसहिव तथा शूळ, आनाह, 
उद्र शब्द एवं सूई चुभोने की सी पीड़ा तथा भेदने की सी 
पीढासहित उद्र की वृद्धि होती है। इन छक्तणों के हानि से 
उसे वातोद्र कहते दे ॥ ८ ॥ 
यद्चोपतृण्णाज्वरदाहयुक्त 
पीतं सिरा भान्ति च यत्र पीताः | 
पीताक्षिविएमूत्रनखाननस्य 
पित्तोदरं तत्त्वचिराभिवृद्धिः ॥ ६॥ 
पित्तोद्र सें चोप, तृष्णा, ज्वर, दाह से युक्त तथा पीला 
Sax हो जाता दै एवं जिस पर पीली सिराओं का 'भान होता 
हो तथा जिसके नेत्र, विष्ठा, मूत्र, नख और मुख पीले रद्द के 


प्रतीत होते हों तथा जल्दी ही जिसका आविर्भाव हुआ हो 
उसे पित्तोदर कहते हैं ॥९॥ 


यच्छोतलं शुक्लसिरा5वनद्ध 
गुरु Rat शुक्लनखाननस्य | 
सिग्घं महच्छोफयुतं ससादं _ 
कफोदरं तत्तु चिराभिवृद्धि ॥ १०॥ 
कफोदुर में उदर स्पर्श में ठंडा, श्वेत सिराओं से च्यात, 
भारी तथा स्थिर (कड़ा ) होता हे तथा उन मनुष्यो के 
नख और सुख भी श्वेत हो जाते हैं। उदर पर चिकनाई, 
मदान्‌ शोथ तया अवसाद (अंग ग्छानि ) के छत्तण दिखाई 
देवे ई तया रोग की वृद्धि या प्रकरन देर से होता हे । पेसे 
छक्षणों के होने पर उसे कफोदर कहते हैं ॥ १०॥ 


सुभ्रुवसंहिता | 


ख्रियोऽन्नपानं नखरोममूत्र- 

विडात्तेवेयुक्तमसाधुबृत्ता: | 
TA प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च 

दुष्टाम्वुदूषीविषसेवनाद्वा ॥ ११॥ 
तेनाशु रक्त कुपिताश्च दोषाः 

कुवन्ति घोरं जठरं त्रिलिङ्गम्‌ | 
तच्छीतवाताश्रससुद्भवेषु 

विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १२॥ 
स चातुरो मूच्छेति सम्प्रसक्त 

पाण्डुः कृशः शुष्यति ठुष्णया च | 
प्रकीर्तितं दूष्युद्रं तु घोरं 

प्लीहोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ १३॥ 

सन्निपातोद्र--असाुओं (get) का सा वर्ताव करने 


1 वाळी feat नख, रोम, मूत्र, विष्ठा, रज से युक्त अन्न या 


पेय पदार्थ खिला देती हैं तथा दुश्मन गर ( संयोगज कृत्रिम ) 
विष दे देते हैं उससे एवं दूषित पानी और दूपीविप के सेवन 
करने से शीघ्र ही रक्त तथा वातादि दोप कुपित होकर 
भयङ्कर त्रिदोपळत्तणयुक्त उद्र रोग को उत्पन्न कर देते El 
यह उदुर रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघाच्छादित 
दिन में विशेषरूप से कुपित होता है तथा जळन पैदा करता 
है इस तरह इस सन्निपातोद्र से पीडित रोगी चार वार 
सूच्छित हो जाता है तथा पाण्डु और ede हो जाता है, 
प्यास से सूखता है इस तरह इस भयङ्कर दूप्योदर का वर्णन 
किया है । अव आगे प्लीहोदुर का वर्णन मुझसे सुनो 1११-१३ 

विमशः-खियः-्जी्रदणमत्रोपलक्षण तेनान्येऽपि सन्निहिता 
अविवेकिनो याद्या इति seen | अष्टाइसमद्दे गरविषलक्षण यथा— 
“नानाप्राण्यङ्गशमलविरुद्धौषधिभस्मनाम्‌ । विषाणा चारपवीर्याणा 
योगो गर इति <a । कृत्रिम गरसश्ञ तु क्रियते विविधौषयै । जीण 
विषध्वौषधिमिह्दतं वा दावारिनिवातातपशोषित वा। स्वभावतो वा 
युणविप्रद्दीन विष हि दूधीविषतामुपेति ॥? दूषोविषकारणानि चरके- 
दु्वेछाग्नेरपथ्याम--विरोधिशुरुभोजनै | मेळसहितायामपि-समश्चतः 
सर्वरसान्‌ मिथ्याद्ारविद्दारिण, । तथा नानवेदनाथमुदर सान्निपातिः 
कमू। जीणा दूष्योदरं नाम जायते सान्निपातिकम्‌॥ त्रिदोषकोपनैस्टैस्तै- 
स्लीदत्तश्च wine: । (ete do ) । दृष्योदरपरिमाषा--रक्त दूष्य 
दूयथित्वा भवतीति दूष्योदर किंवा परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव 
दृष्यासैः कनमुद्रमिति | ( श्रीकण्ठदत्तो मधुकोपे ) । 


विदाह्मभिष्यन्द्रितस्य जन्तोः 
म्रदुष्टमत्यर्थमस्रक्‌ कफञ्च । 

प्लीहाभिवृद्धि सततं करोति | 
प्लीहोदरं तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । १४॥ 


प्छीहोद्र--विदाइकारक तथा अभिष्यन्दी वस्तुओं के 
अधिक खाने वाले मनुष्य का रक्त और कफ प्रवळरूप से 
कुपित दोकर निरन्तर प्लीहा को बढ़ाते रहते हैं इसी को तज्ञ 
वद्य प्छीहोदुर कहते हैं। प्लीहा चामपारव में बढ़ती है तया 
इसके बढ़ने से रोगी विशेष रूप से ग्छानियुक्त रहता हे तथा 
मन्दुज्वर, FI, कफ और पित्त के रूक्षणों वाले saat 


अध्यायः ७ | 


निदानस्थानम्‌ | 


२५७ 


से युक्त, क्षीणवळ और अधिक पाण्डु वर्ण का हो जाता है॥ 
विमर्शः--विदाहिद्वव्यमुद्गारमम्ल कुर्यात्तथा तृपाम्‌। हृदि 
दाह च जनयेत्पाक गच्छति तञ्चिरात्‌॥ 'पैच्टिल्याद गौरवाद्‌ द्रव्य 
wen रसवहा सिरा । धत्ते यद्‌ गौरव तत्स्यादभिष्यन्दि यथा 
दथथि॥' इति cher उदरवामपाइवंस्थस्तस्य क्रमेणाभिवृद्धिम्‌ | 
“तस्य प्छीह्दा कठिनोऽष्ठीलेवादौ Mart कच्छपसंस्थान उपलभ्यते, 
स चोपेच्षित क्रमेण कुरि जठरमग्न्यथिष्ठानं च परिक्षिपः्चुदरमभि- 
निर्वर्तयति’ इति चरक. । 
प्ळीहाडद्धि (Chrome enlargement of the spleen ) 
के मुख्य कारण-जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे पुराना 
मलेरिया, काळा अजार, हजफीन्स रोग तथा fig, सिरोसिस 
ate दी लिवर ( Cirrhosis of the Inver), प्लीहा के 
BIT, रक्तके रोग जेसे-श्वेत कणवूद्धि (९०१९७१०), प्लेहिक 
पाण्डुरोग ( Splenic anaemin ) तथा दुष्टपाण्डुरोग ( Pernr- 
cious anaemia ) आदि। इन रोगों के सिवाय रक्त के 
दूपित हो जाने से रक्त में रोगों के जीवाणुओं के प्रविष्ट 
होने से प्लीहा का कार्य भी बढ़ जाता है तथा इस चढे 
हुये कार्य को पूर्ण करने के लिये प्लीहा की भी धीरे धीरे 
बृद्धि हो जाती है। 
वामे च पार्श्वे परिवृद्धिमेति 
विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र | 
मन्दज्वराभ़िः कफपित्तलिङ्गै- 
रुपद्वतः च्तीणनलोऽतिपाण्डुः॥ १४ ew 
सव्येतरस्मिन्‌ यक्ृति प्रदुष्टे 
जञेयं यङ्ददाल्युदरं तदेव ॥ १६॥ 
यक्ददाल्युद्र--सन्य ( वाम ) से इतर ( दक्षिण ) पाशवं 


में यकृत के vee होने से उसी को यङददाल्युद्र कहते हैं ॥१६॥ 


चिमर्शः--यक्द्वाल्यति भेदयतीत्ति यङ्गददाल्युदरम्‌ । इसे 
Enlargement of the liver or enlarged ver कहते हॅ | 
आयुर्वेद में प्लीहोद्र को ही यकृद्दाल्युदर कहा है जेसे-- 
‘aaa प्लीदीदर यकद्दाल्युदर ज्ञेयम्‌ क्व शेयमित्याइन्यक्षृति काळखण्डे- 
किंभूते प्रदुटे' इति टब्हणः | भावभ्रकाशेऽपि--प्लीद्दोदरस्यैव भेदो 
यकृद्दाल्युदर तथा! चरके5पि-तुल्यहेतुलिद्रौषधत्वात्तस्य ष्छीइजठरएवा- 


वरोध इत्येतथक्क प्छीहोदर विद्यात्‌ ' डाक्टरी में भी प्लीहावृद्धि के 


कारणभूत रोगों सें वाद में यकृत भी वदता देखा गया है। 

यस्यान्त्रमन्नेरुपलेपिमित्रा 

वालाइमभिर्वो सहितैः प्रथगू वा | 
सञ्रीयते तत्र मलः सदोषः 

क्रमेण नाड्यामिव सङ्करो हि॥ १७॥ 
निरुध्यते चास्य शुदे पुरीषं 

निरेति कच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ | 
हृनाभिमध्ये परिवृद्धिमेति 

तश्चोद्रं विट्समगन्धिकं च ॥ १८॥ 
प्रच्छदेयन्‌ वद्धगुदी विभाव्य- 


स्ततः परिस्राव्युद्रं निबोध ॥ १६ ॥ 


# इसकी भाषा पूर्व के श्‍लोक १४ के साथ है। 
३३ go 


वद्धगुदोदर--जिस मनुष्य की आंत चिपचिपै अन्न, वाळ 
अथवा छोटे छोटे अशम ( पत्थर कंकर ) से व्याप्त हो गई हो 
तथा जसे नाली में धीरे धीरे कूड़ा कर्कट ( संकर) इकट्ठा 
होता रहता है वेले ही उस आंत में वातादि दोपों के साथ 
साथ सळ सञ्चित होता रहता है । इस तरह उस मनुष्य की 
युदा में मळ का निरोध हो जाता है तथा थोडी थोड़ी मात्रा 
सें बड़ी कठिनाई से निकलता दै एवं हृदय और नाभि के 
मध्य में उद्र ( आंतें ) फूलता है तथा दस्त के समान बद्वू- 
दार वमन होता है। इन छक्तणों से बद्धगुद का निदान करना , 
चाहिये । इसके वाद परिखावी उद्र का लक्षण सुनो ॥१७-१९॥ 

विमर्शः--चरके वद्धयुदोदरवर्णन यथा--पहमवालै सहान्नेन 
सुक्तेबडायने gt: उदावतेस्तयाऽशोभिरन्त्रसम्मूर्च्ठनेन वा । 
अपानो मार्गसरोधाद्‌ धातासि कुपितोऽनिल । वचं पित्तकरान्‌ 
रुद्धा जनयत्युदर तत ॥? 

डाक्टरी में वद्धगुदोद्र को (Pelvi-rectal constipation) 
कहते हैं। आन्त्रमार्ग में अवरोध होने के कारण यह रोग 
उत्पन्न होता है । अवरोध निग्न कारणों से होता है-( १) 
चालाश्मादि तथा कठिन मळ ( Due to hard and bulky 
faeces ) 1 (२) मछाइय या गुदभाग का संकोच ( Stricture 
of the Rectum or Anus) 1 (३) स्फिक्टर एनाई नामक 
मांसपेशी aera ( Spasm of the spinctor ani or entero- 
spasm ) । (४) erat (Haemorrhods )। (५) आन्त्र- 
दोर्वल्य ( Due to weakness of the intestine )1 (६) 
तात्कालिक आन्त्रिकावरोध (Acute Intestinal obstruction) 
ये ही कारण चरक के उक्त पक्ष्मवालेः सहान्नेन से कहे गये हैं। 


शल्य यदन्नोपहितं तदन्तरं 
भिनत्ति यस्यागतसन्यथा वा | 
तस्मात्‌ खुतोऽन्त्रात्‌ सलिलप्रकाशः 
स्रावः AAS गुदतस्तु भूयः ॥ २० ॥ 
नाभेरधश्चोदरमेति वृद्धि 
निस्तुद्यतेऽतीव विदह्यते च | 
एतत्‌ परिख्राव्युदरं प्रदिष्टं 
दकोदर कीतेयतो निबोध ॥ २१॥ 
परिलाब्युदर--अज्ञ के साथ खाया मरस्यकण्टकादिरूपी 
शल्य अथवा टेढा आया हुआ शल्य आन्त्र का भेदन कर 
देता है तथा उस भिन्न आंत से जळ के समान रंग रूपवाला 
खबित (gat) हुवा खाव छुनः शुदा से बाहर Zar 
(निकलता ) है तथा कुछ खाव के उद्र गुहा में चले जाने 
से नामि के नीचे उद्र Ge जाता है तथा सूई Tit 
की सी तीन पीडा होती है एवं उद्र में दाह होता है । इसको 
परिल्नावी उद्र कहते हैं । अब आगे दुकोदूर का वणन करता 


हुँ सो सुनो ॥ २०-२१ ॥ 

विमक्षः'-_मधुकोप व्याख्या में लिखा है कि विलोम 
(डेढा ) आया EA शल्य जान्त्रमेदक होता है. सीधा नहीं 
होता--विलोमेनागतमन्त्र भिनत्ति, ऋज्वागत fe शल्यमपि नान्तर 
भेदकम्‌ | अन्यथा वेति जुम्मणात्यशचाभ्यामन्त्र भिद्यते (मछुकोषः) । 


चरकेअपि--शकरादृणलोष्टास्यिकण्य्वीरनतयुते- । मिद्येतान्न्न यदा 


>> 


२५८ 


मुसतीज'म्मयाझ्यश्रनेन वा ॥ आन्त्रच्छेर का Fy खाच आन्त्र 
ही में जाने से वह शुदमागे से वाहर निम्ळता है तथा शेष 
जाब लान्त्र के बाहर उदर गुहा ( Abdominal cavity ) से 
खवता है जो नामि के नीचे के हिस्से में इकटूटा होकर उदर 
की बृद्धि करता है । यही भाव अष्टाइसंग्रह में feat है-- 
शेप चापूर्य जठर जठर धोरमावद्दैन्‌ TAS तद गो नामे । परिखा- 
वी उदर को दिदरोद्र या च्तोटर भी कहते हँ--छित्रोटरमिति 
me परिक्वावीति चापरे । (eo सं० ) | डाक्टरी मत से यह 
आन्त्रछेदज उदरावरणशोथ (१९1६001115 dueto perforation 
of the bowel) है । 
यः स्मेहपीतो5्प्यनुवासितों वा 
वान्तो विरिकोऽप्यथवा free: ॥ २२ ॥। 
पिवेज्ञलं शीतलमाशु तस्य 
स्रोतांसि दुप्यन्ति हि तद्वहानि | 
रनेहोपलिप्रेष्वथवाऽपि तेषु 
दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति ॥| २३ ॥ 
Raed महत्सम्परिवृत्तनाभि 
aad पृ्णेमिवाम्चुना च ! 
यथा इतिः क्षुभ्यति कम्पते च 
शब्दायते चापि दकोदरं तत्‌॥ २४ ॥ 
दफोदर-जिसने स्नेहपान किया हो, अनुवासनवस्ति 
छी हो, वमन क्रिया हो, विरेचन लिया हो अथवा निरूहण 
वर्ति छी हो और उसके वाद तुरन्त ही शीतळ जळ पीले 
तो उसके जलवाहक aaa दूपित हो जाने से जलोदर हो 
जाता है। अथवा उन खरोतसों के स्नेह द्वारा उपल्प्त होने 
पर शीतळ जळ पी लेने से भी पहले के परिखाच्युटर की 
भांति आन्त्र से या जळवाहक ख्रोतसों से रस चू चू कर 
उदरगुहा में सद्चित हो के जलोदर हो जाताहे। जलोदर में 
ऊपर से पेट चिकना, आकार में वडा, भीतरी जळ के दवाव 
से नाभि का गर्त न होकर सपाट होना अथवा नामि का 
उलट कर वाहर की ओर हो जाना तथा उदर अत्यधिक 
उठा हुआ प्रतीत होना ये छक्तण होते हें तथा इनके सिवाय 
Te जळ से पूर्ण अरी हुई मशक gia होती हे, कम्पन 
करती दे तथा शब्द करती दे उसी तरह उदर भी क्षुमित होता 
दै, दिलता है, गति करता है तथा शब्द करता दे, इसको 
टकोदर कहते हैँ ॥ २२-२४॥ 


विमर्शः--जलोदर था दकोदर को एसाइटिस (Ascites ) 
कहते दे | इसकी उत्पत्ति के ढावटरी में ६ कारण हैं। (ao 9) 
यकृदूवृद्धि के कारण अतिहारिणी महासिरा (Portal vein ) 
के रक्तपरिश्रमण में वाघा । (नं० २) हृदय के रोग जैसे भाई- 
Fe स्टिनोसिस आदि। ( नं० ३ ) वृक्छ के विक्रार--0070010 
and asute nephritis (Ho ४ ) उद्रावरण शोथ ( Perito- 
mis) 1 ( नं० ५) रक्त के रोग । (40 ६) रसप्रवाह का 
ठीक न होना । इन कारणों के अनुसार जलोदर भी ६ प्रकार 
का होता दै। प्रतिहारिणी सिरावरोघजन्य जलोदर में अप्ति- 
मान्य, WEA बुढि, हठोगज में हृत्कम्पन तथा पादद्योथ, 

वेकतिजन्य भ समस्त शरीर तथा विगोपरूप से अद्विप- 
एक के नीच और पार्यो पर शोथ तथा मूत्र में कास्ट मिळना 


सुश्रुतसंहिता | 


आदि लक्षण मिळते हैँ। जछोढर के निदान ( Dingnosis ) 
के लिये तीन Tat हैं जसे--(१) कम्पनपरीक्षा ( Flactua- 
tion test) उदर पर अद्दुलियों द्वारा आघात करने से उद्र 
थल्यछाता या कापता है। (२) Staaten ( Percussion 
test )--पुक पारव में हाथ रख कर दूसरे पार्श्वं पर हस्त से 
आघात करने पर भीतरी जळ में उत्पन्न gta पूर्व हस्त को 
प्रतीत होगा । (३) शब्द परीक्षा ( Percussion) जल पूर्ण 
भशक पर आघात करने की भाति उदर पर आघात करने से 
मन्द्‌ Dall) शब्द सुनाई ढेता दै । 'तोयपृर्णइतित्प्शशब्दप्रश्षी 
भवेपथु' ऐसा अष्ाङ्गसंग्रह में भी लिखा है । 
आध्मानं गमनेऽशाक्तिदाँवल्यं दु्वेलाभिता । 
शोफः सद्नमङ्गानां सङ्गो वातपुरीपयोः | 
दाहस्तृष्णा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ २५॥ 
छक्षण--आध्मान, चळने में असमर्थता, दुर्वळता, मन्दाभि, 
शोथ, अगा की ग्लानि, अधोवात तथा मळ में रुकावढ, दाह 
और प्यास ये सामान्य लक्षण सर्च प्रकार के उदर रोगों में 
होते हैं ॥ २५॥ 
अन्ते सलिलभावं हि भजन्ते जठराणि तु! 
सर्वाण्येव परीपाकात्तदा तानि विबजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इति छुश्रृतसंहितायां निदानस्थाने उद्रनिदानं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
“CAO I~ 
सवं प्रकार के sat रोग अधिक समय वीतने पर सळिठ- 
भाव ( जळोदुरता ) को प्राप्त हो जाते हे उस अवस्था में उन 
की चिकिन्सा वर्जित दै ॥ २६॥ 
विमर्शा--असाध्यौदरर क्षणानि-जन्मनैवीदर सर्व प्रायः कच्छू" 
तम मत्तम्‌ । वलिनस्तद्रजाताम्बु यतत्ताध्य नवोत्वितन्‌ ॥ पक्षाइद्धगुंद्‌ 
WE सर्व जातोदक तथा । प्रायो मवत्यभावाय छिद्धान्त्र चोदर 
नृणान्‌॥ Wag कुटिलोपस्थमुपछिन्नतनुत्वचम्‌ । वलणोणितमासा- 
झिपरिक्षीणञ्च वर्जयेत्‌ ॥ पाव्वंभद्वान्नविद्ेपोफानीसारपीटितम, 1 
विरिक्त चाप्युदरिण पूर्यमाण विवर्जयेत्‌ ॥ ( भावम्रकाशः ) 
इव्यायुर्वेदृतचवसन्दी पिकाभापायाञुद्रनिटानं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


MCAD O~ 


अष्टमोऽध्यायः 


अथातो मूढगर्भनिदानं व्याख्यास्यामः १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 

, अव इसके अनन्तर मूढगर्भ निदान का वर्णन करते हैं 

जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१-२॥ 
माम्यघर्मयानवाहनाध्वगमनम्रस्खलनप्र पतनम्रपीड- 

नघावनाभिघातविपमशयनासनोपवासवेगाभिघाताति- 

रूत्तकहुतिक्तभोजनशोकातिनारसेवनातिसारचमनवि- 

रैचनग्रेह्लोलनाजीणगर्भशातनग्रभ्नतिभिर्विशिष्वन्धना- 

न्युच्यते गर्भः, फलमिव वुन्तवन्धनादभिघातविशेषेः ॥ 


श्र्यायः ८ ] 


निदानस्थानम्‌ । 


२५६ 


RRR RR OO 


ख्री-सम्भोग, aim, रथ आदि यान तथा ऊंट, अश्व आदि 
वाइन पर सवारी, मार्ग में चलना, पांच के फिसळने से गिर 
पढना, ऊंचे से गिरना, भीड़ से दवना, जोर से dea, उद्र 
पर चोट लगना, ऊंचे-नीचे विस्तरे पर सोना, ऊकठे बैठना, 
अधिक उपवास करना, मळ~सूत्रादि के वेगां को रोकना, अस्य- 
firs oy, कड, तिक्त रस चाले द्रव्यो का खाना, शोक करना, 
चारों का अधिक सेवन, ate के साथ दस्त लगना, चमन 
और विरेचन, ween, अजीर्ण, गर्भ गिराने चाले gett का 
सेवन करना आदि कारणों से गर्भ अपने aaa (गर्भाशय 
सम्वन्ध) से छूट जाता है जेसे कि लकडी था पत्थर की चोट से 
फल अपने gra ( डण्टळ ) के बन्धन से छूट जाता है ॥ ३॥ 
विमशः--न्यनान्सुच्यते -वध्यनेऽमेनेति पन्नम्‌ । अर्थात्‌ 
गर्म गर्भाशय में चारों ओर से वंघा हुआसा रहता है । हाराण 
चन्द्री ने वन्धन का अर्थ नामिवादीबन्ध ( Umbilical 
Cord ) क्रिया है परन्तु गर्भ फल मूठगर्भ में भी अपने नासि- 
नाडीचन्ध से एथक नहीं होता है । अतः बन्धनान्मुच्यते का 
अर्थ गर्भशय्या से एथळ होना करना ही श्रेष्ठ हे । 
स्‌ विसुक्तवन्थनो गर्भाशयमतिक्रम्य यङकतप्लीहा- 
्त्रविवररवस्रंसमानः कोछठसडज्ञोभसापादयति, तस्या 
जठरसङ्घोभाद्वायुरपानो मूढः aaa स्तिशी ahaa ry, 
लानाहमूत्रसद्वानामन्यतममापाद्य गभ च्यावयति तरुण 
शोणितस्लावेण | तमेव कदाचिद्िवृद्धमसम्य॒गागतमप- 
त्यपथमलुप्राप्तमनिरस्यमान बिशुणापानसम्मोदितं गभ 
मृढगर्भमित्याचक्षते ॥ ४ ॥ 
उक्त कारणवश चन्धरनों ( गर्भशय्या सम्बन्ध ) से युक्त 
हुआ गर्म गर्भादाय से निकल कर माता के यकृत, प्लीहा और 
आन्त्र जो ठि गर्भवृद्विजन्य qa से ऊपर उठ गये थे इनके 
साथ या इनके विवर ( अन्तराळ अवकाश ) से नीचे की 
ओर गिरता हुआ कोए ( उदुर ) में संच्षोभ उत्पन्न करता दे । 
उस ot के जठर के प्रक्षोभ से अपान वायु मूढ ( क्रियाहीन) 
हो कर पार्श्व, चस्ति, शीर्ष, उदर और योनि में शूळ, आनाह 
तथा सूत्र की रुकावट इनमें से किसी एक रोग (उपद्रव) 
को उत्पन्न कर रक्तल्नाव के साथ तरुण गर्भ को गिरा देती 
हे । वही गर्भ कुछ काळ बाद बढ़ कर अनुचित तरीके से अव- 
तरित होकर अपत्यपथ (योनिनलिका ) में आकर चाहर न 
निकले और अपानवायु के वेगुण्य से मूच्छित हो जाता हे तव 
उसे मूढगर्भ कहते हैं॥ ४॥ 
चिम च्यावयति तरुण? से mara ( Abortion ) का 
वर्णन हे क्योकि इसमें गर्भ अयोग्य तरीके से आने पर भी 
रक्तत्नाव के साथ निकल जाता दै रकता नहीं fea कुछ मास 
के पश्चात्‌ स्थिर शारीर होने पर गर्भपात होता दे वही अयोग्य 
रीति से आने पर मूढगर्भ होता दै। चार मास तक गर्भल्ाव 
तथा बाद में छुठे मास तक गर्भपात होता है । आचतुर्थात्ततो 
मासात्प्रत्रतेद्‌ गर्भविट्रव. । तत स्थिरशारीरस्य पात’ पत्चमपष्ठयो* ॥ 
मूठगर्भ पांच मास से प्रसवकाळ ( नवम-दशम आदि) तक 
कभी भी aaa रीति से आने पर गर्भाद्वायग्रीवा में अटक 
जाने से होता है । सर्वावयवसम्पूर्णा मनीउद्धथादिसचुन"। विशु- 
णापानसमूडो मूढ़गर्मोऽमिधीयते ॥ सूढयर्म को माळ प्रेजेण्टेशन 


ऑफ्‌ दी फीटस (Mal-presentation of the Foetus ) 
अथवा Abnormal dehvery कहते हँ। डॉक्टरी में इसका 
कारण अभी तक जाना नहीं गया ह~—The cause of 8000. 
rmal presentation 1s not easy to ditermine and in 
many cases no satisfactory reason can be given 
(Ten, T, Midwifery )। गर्भाशय में गर्भस्थितिः-आमु- 
रनो5मिमुखः शेते wat गर्माशये स्त्रिय ।। स atts दिरसा याति 
स्मभावात्मसवम्प्रति ॥ ( सु० Ato ५ )i 'गमेस्तु मादु" एभिश्च 
Seep सङ्च्याद्रान्यास्ते जरायुव्रत कुक्षौ । स चोपस्थितकाले 
जन्मनि प्रयतिमारुतयोगात परिधृत्यावाक्शिरा निष्क्रामत्यपत्यपयेन । 
एपा tafe’, विकृति पुनरतोऽन्यथा। (च० eto अ० ६)। गर्भस्तु 
ug मातु. एष्ठामिमुसी ललाटे ana azPaadt wae 
दक्षिगपाइवेमाभित्यावतिऽते पुमान्‌ , वाम at, मध्यं नपुसकस्य | 
(a0 do m0 २) गर्भ का शिर आगे को वक्ष पर झुका 
रहता है, रीढ भागे की ओर मुदी रहती है। दोनों ais उदर 
पर और टांगें जांघों पर सुडी रहती हैं। दोनों झुजाएं छाती 
पर एक दूसरे पर सुड़ी रहती हैं। प्रसूति समय के कुछ मास 
पूर्व उसका सिर नीचे हो जाता है तथा Fava ऊपर हो जाते 
हैं तथा सिर के वळ ही जन्म लेता है अर्थात्‌ प्रथम सिर, 
पश्चात्‌ ग्रीवा, कन्धे, seed शाखाएं, उद्र, नितम्ध तथा 
नीचे की शाखाएँ इस क्रम से बाहर निकलता है। इस तरह 
stata के द्वारा जन्म लेना Vertex presentation ) स्वाभा- 
विक तथा सरल प्रकार है अन्य agt से जन्म लेना विकृति 
या मूढगर्भ कहा जाता दे । कारण--अपत्यमार्ग की विकृति- 
जैसे सकुचित वस्तिगुहा (Contracted Pelvis), गर्भाशय 
के अरुंद, wa की अरवाभाविक स्थिति, तथा गर्भ की अनेक 
विकृतियां जैसे युग्मगर्भ (Twins), जरुशीर्ष ( Hydro 
cephalus ) | 


ततः स कीलः प्रतिखुरो बीजकः परिघ इति | तत्र, 
ऊध्येबाहुशिरःपादो योनिमुखं निरुणद्धि कील इव 
स कीलः | निःस्रतहस्तपादशिराः कायसङ्गी प्रतिखुरः | 
यो निगेच्छत्येकशिरोभुजः स बीजकः | यस्तु परिघ- 
इव थोनिमुखमावृत्य तिछेत्‌ स परिघः | इति चतुर्विधो 
भवतीत्येके भाषन्ते ॥५॥ 
मूठगर्भ भेद--अपान वायु की विगुणता से कील, मतिखुर, 
बीजक भर परिघ ये मूढगर्भ के चार भेद होते है। इनमें जो 
गर्भ हस्त, सिर और पांव को ऊपर रखकर योनि मार्ग को 
कील की तरह अवरुद्ध कर देता हे उसे कील कहते हैं। जिस 
nad हाथ, पेर तथा सिर निकल जायें किन्तु शरीर के 
मध्यभाग से योनि को रोक देता है उसे प्रतिखुर कहते हैं। 
जिस गर्भ का एक हाथ और शिर वाहरनिकळ आवे उसे बीजक 
कहते हैं । जो गर्भ परिघ ( आगळ ) की तरह ( 77००५४९7४ 
Position से ) आकर योनिसुख को रोक लेता हे उसे परिघ 
कहते Cl इस अकार चार प्रकार का सूढगभ होता है ऐसा 
कई पुक आचार्य मानते हैं ॥ ५॥ 
विमर्श/---कीऊ को माघवकर ने dates नाम से कहा 
है--तेपूदध्व॑वाहुचरणे शिरसा च योनि सन्नी च at मवति ate 
कवत्‌ स॒ ae ॥ भोजो5पि--ऊदध्व॑वाहुशिर पादो रुन्ध्याधोनिमु 


२६० सुश्रुतसंहिता | 
pe eT CTT STOLE ISDST SESS EL SESS SLATS PLATA 


waa । प्रतिद्रीळोण्मस्तित्या स च कौडकउव्रिन ॥ ae चेट 
वेक एण्ड साइट ग्रेनेण्टेशन ( Chest, back and side preze- 
ntation ) 21 प्रतिरुर को Presentation of the head 
with two hands and twolegs gael दिव्य सुर: 
प्रतिसुर स हि कायसकी! (माघवः) । दइब्ये*न्तपादलिरोमि प्रति- 
ae । सुरसावर्म्यांत । सुरक्षब्देन दर्लपादाधुच्येते ॥ ( विजयर- 
चितः )1अधन्नात्याचेनी वाऽपि तथेसाकुत्वितोशषपि वा । यो नि'उत्य 
मुख dada. प्रतिएुरम्तु स ॥ बीजक ( Head pre-entation 
with one or two hands prolap-ing टगच्छेद मुजद॒य- 
fart स चवीजकारय ? ( साधव' )। अन्यव्व-योनिदवार'तु निर्ग- 
aaa समिरोमुजः । तमाहुर्बांनक नाम मूढगर्भचिवित्सका ॥ 
( भोज: )1 afta (Transverse presentation) योनी 
Rea. छ परिव परिवेश तुल्य ? ( साधवः ) । योनिमावृत्य वस्ति- 
ठेव. परिधो गोपुर ववा । तथाड्न्र्गर्नमायान्त विद्याठ, परिधस- 
Pera, ( मोजः) 1 


तन्तु न सम्यक; कस्मात्‌ ? स यदा विगुणानिलग्र- 

पीडितो5पत्यपथमनेकथा प्रतिपद्यते तदा सङ्गःधा द्वीयते। 

उपर्युक्त चतुर्विध भेद ठीक नहीं दै क्योंकि जव fan 
(fem) अपानवात से पीटित वह गर्भ अपत्यमार्ग में 
अनेक प्रकार से जावा दे तव संख्या ( चतुष्टय प्रकार ) 
की निश्चिति नहीं रह सऊती दै ॥६॥ 

विमर्शः--असंल्य होते हुए भी मूढगर्भ का ager 
तीन वर्गी में विभक्त दे। “मागता अधि त्रय स्रा aaha— 
शिरलो बशुण्याठमवोर्नवनस्य वा ( सुश्रुतः ) । समासनन्नु त्रिविधा 
areal, frie न्युव्ना च । (ato “do ) । द्विरोगति या 
न्युव्जगवि को Capbahe presentation अंसगति या तिर्यग 
गति को Shoulder, or Transverse presentation, जघनः 
गवि था ऊद्ध्वगति को Pelvic presentstion कह सकते हैँ 1 

तत्र, tae grat सक्थिभ्यां थोनिमुख प्रतिप- 
चते | कद्चिदामुग्नेकसक्थिरेकेन | कश्रिदाभुम्रसक्थि- 
शरीरः स्फिग्देशेन तिर्यगागतः। कश्निदुरःपाश्चप्रष्टाना- 
मन्यतमेन योनिद्वारं पिघायावतिष्ठते | 'यन्तःपार्त्या- 
पवृत्तशिराः कञ्चिदेकेन बाहुना | कश्चिदाुभशिरा 
बाहुदयेन । कश्रिदामुप्रमध्यो इस्तपादशिरोमिः | 
कश्चिदेकेन Grol योनिमुखं प्रतिपद्यतेऽपरेग पाथुम्‌। 
इत्यष्टविधा मूढगर्भगतिरुदिष्टा समासेन ॥ ७॥ 


सूटगर्भमेद--(५) इनमें कोई गर्भ दोनों टांगो से योनि- 
सुप में आता दे। (>) कोई गर्भ पुक टांग को संकुचित करके 
एक ही टांग से योनिसुख में उतरता दे। (३) कोई गर्भ 
टाया और दारीर को टेढा करके स्फियू ( नितम्त्र या कूळा ) 
भाग से तिरद्धे रूप में आता हे । (४) कोई छाती, पारवे, 
यर Te इनमें से किसी पुक हिस्से से आकर योनिद्वार को 
अचर करके स्थित हो जाता दे। (२) कोई गर्भ सिर को 
अन्दर या पाटन की ओर झुकाकर पुक वाहु से आता है। 
(६) कोई गर्भ दिर को टेढा करके दोनों बाहुओं से आता है । 
©) कोई मध्यभाग को टेढा करके हाथ, पर और सिर से 
शावा है। (०) कोई एक टांग से पायु को दुवा कर दूसरी 


+ 


टांग से योनिमुस की ओर आवा दै। इस ate संचेप से ये 


| आठ प्रकार की मूढगर्भ की गतियां कदी गई द ॥ ७॥ 


विमर्दाः-सुश्रुत की इन अष्टविधगतियों को निम्न रुप 
से aaah चाहिये-(1) स्फिवपादोदय ( Full breech pre 
seutation with inpection )। (२) पाढोदय़ या जागूदय 
( Foothing or } ree prezentation ) | (2) स्कियुदय (0. 
pk breech presentation ) 1 (2) पार्यावतरण ( Transve- 
ree presentation ) | (+) अंशहस्तस्कन्धोदय ( 0000-02 
ce presentation with prolap-e of the hand)! (६) af 
aza तथा (७) जटिळोदुयप्रतिुर (Complex or Compon 
nd presentations) 1 (८) पादजानूद॒बी ( Toot and 
knee presentations ) | चाग्मट ने सातवे तथा AIA मूठ 
गर्म को विष्कम्भ नाम से fen ह--[रतताद झिरो/नर्यी रोने 
मुग्न प्रत्ते | पादेन योनिमेकेन युग्नोऽन्येन शुद्र य॒ ॥ विभ्क 
न्मौ नाम नौ मूढ gears.) मातवनिदाने अष्टविधगतितर 
णंन यथा--'शुग्नोऽनिळेन विथुणेन तत स गर्भ सस्यानतीत्य 
ag ससुपति योनिम्‌ । द्वार निन्घ्य झिरसा जठरेण ब्रिद 
क्चिच्छरीरपरिवर्तिनकुव्ञदेद । ण्केन कश्चिदपरस्तु gaa विँ 
wat मवनि कश्चिदमाटमुग्यीइन्य । पार्थापदृत्तसनिरेति तत्र किः 
दित्यष्टया गतिरिय छपरा चतुर्था ॥ 


SS “a ~ 
तत्र, द्वावन्त्याबसाव्या मूढगर्भी, शेपानपि विपरीते- 

न्टियार्थक्तिषकयोनिञ्रंदासंवरणमल्व्ासकासञ्रमनि- 
पीडितान्‌ परिहरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

पूर्वो आठ मूढगर्म के प्रकारों में से अन्तिम दो प्रकार 
ware होते हैं तथा नोय में भी यदि खरी इन्द्रियों के अर्थ 
ग्रहण करने में असमर्थ हो गई हो तथा args, थोनिश्नंश, 
थोनिसवरण ( योनिसकोच ), area, श्वास, कास और श्रम 
ये लक्षण हाँ तो उनकी चिकित्सा न करें ॥ ८ ॥ 

विमर्ण -विवःीतिन्ट्रियार्श्रा ~व परीत्वेन  होनानियोगेनानु- 
WM. Deas, । स्वस्वस्यो विकून यस्य घानमिस्ट्रियसश्रयन्‌। 
आढड्येतानिमित्तेन टक्षण मरणस्य तत्‌. ॥ ( चरकः 31 

गर्माचेप रोग को ९०४०३५ कह सकते हैं । गर्भवती के 
छुटे माह के चाद से प्रसव समय तक तथा उसके पांच दिन 
तक होता रहता है । छक्षण--बनुःस्तम्भ के समान दौरे आते 
हैं। इसमें शिर तथा सुख की पेश्चियों का संकोच, आंखों 
का फिरना, नासाकम्प, eta बन्द करना, सांस में रुकावट 
तथा दारीर का टेढा होना आदि लक्षण होते हॅ । प्रतिदिन कई 
चार दोरे जाते हैं। दख से अधिक st का आना रोग की 
ऋच्छूसाध्यता का सूचक दै। योनिंसंचरण (Stenosis and 
Atresia of the Cervix or vagina) था गर्भादाय-सङ्गोच 
या थाक्षेप (Tetanus uteri or Clone spasm of the 
७९7०३ ) | तन्त्रान्वरीययोनिसंवरणवर्णनं यथा--वातल्ान्यन्न- 
पानानि आम्यधर्म ्रन,गरन्‌ । अत्यर्थं सेवमानाया गर्मिण्या योनिमा- 
गंग" ॥ मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्वारस्य सबृतिम्‌-1 कुरुते रुद्धमार्ग- 
खात्पुनरन्तगतो5निछ.॥ निश्णद्वथा्यद्वार प्रीटयन्‌ गर्भमरियतिम्‌। 
निरब्वदनोच्छवासों wag विपधते । वढा संत्दद्दढया नाशय- 
त्याशु गर्मिणीम्‌। योनिसमरण विद्याद्‌ व्याधिमेन घुठारणम्‌॥ 
अन्तकप्रतिम at नारमेत चिकित्सितम्‌। area ( Complete 


अध्यायः ८ ] 


tonic or Tetanic contraction of the uterus) सूढगभ 
को चाहर निकालने के लिये गर्भाशय में होने वाळे saw 
agra के कारण यह nase नामक तीब्रशूल होता है! 
यद्यपि सुश्रुत के १० वें अध्याय में 'प्रजातायाश्र नार्या ! अर्थात्‌ 
“प्रजाता खरी के गर्भाशय में अपरा का कुछ हिस्सा रह जाने 
से अथवा खुतरक जम जाने से होता हे? ऐसा लिखा है तथा 
माधवनिदान मघुकोप-च्याख्या में भी 'मक्‍यछो रक्तमारुतज 
शुूविरेप ? लिखा है तथापि अप्रजाता में भी होता है ( प्रजा- 
तायाञ्चेत्यत्र चकारादअजाताया अपीति डल्हण )। गर्भाशय 
में प्रसवोत्तर होनेवाळी वेदना या शूळ ( मक्‍्कल्ल ) को Alter 
pans कह सकते हैं। आन्त्रगतवायु तथा मूत्रसंग से होने 
वाळी प्रसवोत्तरवेदना को False apler pains कहना चाहिये। 
अष्टाइसंग्रह में मक्कल् को मर्कळ नाम से लिखा है। मूढगर्भ 
अन्यासाष्यलक्षणानि-गर्मकोपपरासङ्गो मक्ःछो योनिसवृतिः । 
हन्यात स्त्रिय मूढगर्भे यथोत्ताश्चाप्युपद्रवा ॥ ( सुः सूः ३३ )। 
भवन्ति चात्र— 
कालस्य परिणामेन मुक्त IMS यथा फलम्‌ | 
प्रपद्यते स्वभावेन नान्यथा पतिएु ध्रुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
° mw 
एवं कालप्रकर्षेण मुक्ती नाडीविबन्धनात्‌ | 
गर्भाशयस्थो यो गर्भो जननाय प्रपद्यते ॥ १०॥ 


जिस तरह समय के परिणाम के कारण पक्क फल अपने 
डुम्त ( डण्ठळ ) से मुक्त हो के गिर जाता है उसी प्रकार 
काळपरिणाम तथा स्वभाव से गर्भाशयस्थ गर्भ अपने चन्धनों 
से एथक होकर अन्म अहण करता है। विना काळ पूरा हुये 
फळ तथा गर्भ दोनों अपने अपने स्थानों से गिर नहीं सकते 
हैं यह धुव ( निश्चय ) जानो ॥ ९-१०॥ 
विमशः-दुन्त से फळ के गिरने में काल-परिणाम तथा 
परिपाक इन दो कारणों के सिवाय एथिवी का गुरुत्वाकर्षण 
भी तीसरा कारण है जो फल को अपनी ओर खिंचता रहता 
है--आहृष्टिशक्तिश्न मही तया यत स्वस्थ शुरु स्पाभिसुज स्वशकत्या । 
meray तत्पततीव भाति। इसे पृथ्वी की आकर्षणशक्ति 
( Force of gravitation ) कहते हैं। गर्भाशय में गर्भ की 
स्थिति गर्भशय्या तथा नासिनाडी पर निर्भर है। नाभि- 
नाडी का सम्वन्ध अपरा से तथा अपरा गर्भाशय की भीतरी 
दीवाल से लगी रहती हे तथा गर्भाशय अपनी रक्तवाहिनियों 
द्वारा उस स्त्री के हदय से सम्वन्धित रहता है । अस्य नाभ्या 
प्रतिवद्धा न.डी, नाड्यामपरा, तस्या मातृद्ददय, ततो मातृह्ृदयादा- 
हाररसो धमनीमि स्यन्दमानो$परासुपेति । ततः क्रमान्नार्मि, ततश्न 
स पुनर्गंस्य पकाशये स्त्रकायाग्निना पच्यमान प्रसादवाडुल्याद्वा” 
त्वादिपुष्टिकर" सम्मते ॥ ( अ सं. )। 
प्रसव के समय अपरा गर्भाशय से अळग होने लगती है 
तथा गर्भाशय का तीन सङ्कोच गर्भ को बाहर निकाळता 
हे । कारण--( १) गर्भाशयग्रीवाविस्तार, (२) अपरा का 
गर्भाशय से चिच्छेद न होना, (३) कार्वन डायोक्साइड 
गैस की वृद्धि रक्त में अन्तिम दिनों में होती है जिससे 
herves तथा मस्तिष्क केन्द्र उत्तेजित हो के गर्भाशय-सक्लोच 
फरते हैं। (४) माखिकधर्म के समय की हऊचळ-अर्थात्‌ 
मासिकधर्म गर्मस्थिति में रुका रहने पर भी उसके होने की 


निदानस्थानम्‌ | 


प्रतिमास की अवधि का समय कुछ हळचळ करता है। 
(९) गर्भोत्पन्न कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो nerves तथा 
मस्तिष्क केन्द्र पर प्रभाव डाल के गर्भाशय का asta कराते 
हैं। ये सव नियत समय पर क्यों होते है इसका कुछ उत्तर 
नहीं है केवळ 'स्वभावेन नान्यथा' यही उच्तर हो सकता है । 
कुमिवाताभिघातेस्तु तदेवोपट्टतं फलम्‌ | 
पतत्यकालेऽपि यथा तथा स्याह्रमेविच्युतिः ॥ ११ ॥ 
गर्भविच्युति--जिस प्रकार कृमि, चात (का झोका ) 
और आधात इन कारणों से वही फल अकाल में विना पक्के 
ही गिर जाता हे उसी तरह झमि (जीवाणु ) जन्य रोगों 
से मिथ्या आहारविहारजन्य प्रकुपित वात से एवं उद्र पर 
आघात तथा चिन्ता-शोकादि मानसिक आघातो से गर्भ अपने 
स्थान से गिर जाता हे ॥ ११॥ 
आचतुर्थात्ततो मासात्‌ TAIT गर्भविच्युतिः | 
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः॥ १२॥ 
गर्भ्राव तथा गर्भपात--गर्भधारण दिन से चतुर्थ मास 
तक गर्भ के नष्ट होने को aaa ( Abortion) कहते हैं 
तथा उसके वाद पांचवें और छुठे मास में स्थिर ( हस्तपा- 
दादि अङ्गां से युक्त तथा घन ) शरीर के ae होने को गर्भपात 
( Miscarriage ) कहते हैं ॥ १२॥ 
विमर्शः--डावटरी में अपरा के पूर्ण बनने तक गर्भस्नाव 
कहते हैं । भोज तीन मास तक गर्भाव मानता है--'आठती- 
यत्ततो मासाद गर्भ स्रवति शोणितम्‌?। मतान्तर-अन्ये तु पञ्चमष- 
छयोरेव पात , सप्तमादिपु दोषवैयण्यादिप्रसव. | 


प्रविध्यति शिरो या ठु शीताङ्गी निरपत्रपा | 
नीलोद्धतसिरा हन्ति सा गभ स च तां तथा ॥१३॥ 
असाध्यमूढगर्भलक्षण--जो खी शिर को अधिक हिळाती 
हो या पटकती हो, जिसके हस्तपादादि अङ्ग शीतल हो गये 
हों, जो बेहोश होने से स्वाड्गरचण में असमर्थ होने से निरपत्रपा 
( छुज्वारहित ) सी मालूम पडे तथा जिसकी aa (सिराएं 
Vem तथा घमनियां 47९९५९) नीली भौर उभरी हुई 
दीखती हों वह गर्भ को मार डालती है तथा वह स्त वालक 
उसको मार डालता है ॥ १३॥ 
गर्भासपन्दनमावीचां प्रणाश' श्यावपाण्डुता | 
सवत्युच्छ्वासपूतित्वं शूलं चान्तस्रते शिशौ ॥ १४ ॥ 
अन्तर्मृतगर्भलक्षण--उद्र में गर्भ (हृद्य) का स्पन्दन 
नहीं होना, आवी ( प्रसवपीढ़ा ) का विनाश, चेहरे तथा 
शरीर पर श्यावता ( काळापन ) लिये पाण्डुवर्णता, श्वास में 
बदबू आना तथा वर्ति, गर्भाशय एवं उदरादि में शू ये 
अन्तर्मृतगर्भ के SITS Ut १४॥ 
विमर्शः--चरफे अन्तर्सृतगर्भेलिङ्टानि यथा--वदा सीऽन्त- 
मतो ait झूत्तो वस्तिरिवातत । उत्किप्यन्त इवाज्ञाभि मून्रवस्तिश्च 
मिद्यते ॥ क्छोमप्डीद्दा यङ्च्चैव फुप्फुस हृदय तथा । गर्भेण पीडित 
पिततादूदरध्व प्रकामति खिय ॥ सा उअते मुहूर्ताच FST च 
जायते | पूततिगन्धस्तथा स्वेदो fret TS च शुष्यति ॥ वेपते आम्यति 
तथा जीवितञ्चोपरुध्यते | एतेलिज्न विजानीयान्ट्त गभे चिकित्सकः ॥ 


२६९ ह. य ला ae 
OO r= 4 = es ¢ ~ ft = =4 ~ 
मानसागल्नुमिर्मातुरुपतापेः प्रपीडितः | नोपेश्षेत खं गर्म मुहूर्दनदि पण्डित । wera ऊर्तेन्य छेन्न 
गर्भी व्यापते इन्नी व्याविभिश्च प्रपीडितः ॥ १% पिंवानता ॥ छुने चोचानाया सतियन्यानागनमचुडोमभेताच्डेद | 
Teen gree Sate मानसिक एवं आवा- | नीविव गर्म हो तो उसे निम्न उपायों से निकाले--दौवति af 
ae i तमात a ५ es दरविलागर्म निईरणे प्रयतन । निर॑तुनशम्वे उयवनान मन्त्रानुउशयु- 
वाढि घगगन्तुळ कारगजन्य दुःखा ( उपतापो ) >: | यात्‌ औधधानि च विदध्याद यथोक्तानि। शाततरदारणनिषेधः-- 
पीडित नथा सावा के wae रोगों से पीडित गर्म sf में सचेतन gaa न कथजन दारबेद। दार्वमाणो fe लननी- 
ही मर जाता ६ EN है son के निम्न; मात्मानद्वेर घातयेत, अपि नु ळक्षिमाटनद्वारा जीवन्त गर्म निर्हरेद्‌ । 
ar ६2: 7-८ ३ ६ डी 2, wt 5 कन्तन्टत्य 7 . 5 न पिकामापार्या मूटगर्भनिदानं = 
आ याह सनचा Pe gies इत्यायुर्देदतच्तरन्दीपिः टग्भनिद 
माने दॅ--(१) साना के रोग--फिरद, TE में सूजन, गर्भाचेप माग सि क. 
( £7.०१. ), तेज छुखार, राजवच्मा, पाण्डुरोगादि 1 prs: > 
(2) पिता के रोग-फिरङ्ग, सीसविष, राजयदमा। (३) गर्म ais 
~~ 
नवसाऽध्यायः | 


के विक्रार--अपरा, (Piacenta), शर्मावरण तया नामि- 
ee ति दोषा? लाः अथातो विद्रधीनां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः | २॥ 


यर्मवची के उद्र पर चोट । 
TAA TA: Sha: प्रसपन्दते यदि + से निदिं दे 
: ह Rus. अब इसके अनन्तर यहां से विठ्रवियो के निदान का 
वर्गन करते है जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 


तत्वगाज्न्मकाले व॑ पाटबितोद्धरेद्धिक ॥ १६ ॥ 


इति छुश्रुतसंदितायां निदानस्थाने मूढगर्भनिदानं | कहा था॥ +-२॥। 
नाम अष्टमोऽध्याचः | 


सर्वामरगुरु: श्रीमान्निमित्तान्तरभूमिपः | 
शिष्यायोगच निखिलमिदं बिद्रधिलक्षणम्‌ ॥ ३ 1 
सर्व देवताओं के गुरु, शोभा से युक्त, आयुर्वदोपदेश के 
निमित्त airs के छळ में शूमिपाळक के रूप में अवतीर्ण 
इये भगवान्‌ घन्वन्तरि ने शिष्य सुश्रुत के लिये बदयमाण 
खम्पूण विद्रधिळनणों को कहा ॥ ३॥ 
विमर्य'--निमिचान्तरमूमित तत्मात्व पवित्री याहि काझौनध्ये 


~ 


Wat भव । tar रोगाचामायुर्डेड sora ॥ ( आगवतम् ) 


CRI 


गडा घोट ऊर भारे हुए वन्त ( वके ) के समान मारी 
(मरी) हुई खो की xfs af स्पन्दन करती हो चो उसी 
समय तत्काळ उघ कुद्धि का उत्पाटन (भेदन ) क्र उस 


जीवित बच्चे को Prove ठेना चाहिये ॥ ५ aN 


fet —arsrht ने इस झ्छोक् के Rg मित्र अर्थ किये 
1 इन्हग AI TAGS RII 1 पदेन aaa 


Our ee सादना देन Peet gam. किए phy त्वमत्तमांसमेदांसि प्रदूय्यास्थिसमाश्रिताः | 
चाग्मट Teor iia के स्थान में ‘feat द्विपन्नाचा ? x 


दोषाः शोफं शनेर्धोरं जनयन्त्युच्छिता खुशाम्‌ ॥ ४1 
महामूलं रुजावन्तं वृत्तं चाप्यथचाऽऽयतप्‌ | 
तमाहुबिंद्र्धि धीरा विज्ञेयः स च षड्विधः ॥ ९ ॥ 
प्रथग्दोपेः समस्तैश्च क्तेनाप्यसूजा तथा | 

परगामपि हिं तेपान्ठु लक्षण सम्प्रत्रच्यते ॥ ६॥ 

/ विद्वि सग्माति--मिव्याहारविहारा से अत्यन्त (चश) 
ङुपित ( उच्छित ) हुये वातादि दोष प्रथम त्वचा, रक्त, मांस 
और मेदोघाठु को दूषित करके अस्थि के अन्दर आश्रित होकर 
धीरे घीरे भयङ्कर शोथ उत्पन्न करते हैं। जत्र यह शोथ सहा- 
सूळ ( अस्थ्यादि गम्मीर घातु-समाश्रित ), पीडायुक्त, गोळ 
अववा आयत (da, फळा हुआ ) हो जाता हे तब विद्वान्‌ 
उसे विद्रधि कहते हैं। एयकू-परथक्र दोषों से तीन तथा तीनों 
मिळित दोषों से as, चत से एक तथा रक्त से एक ऐसे बह 
विद्रधि छ प्रकार की होती है। अब उन el के छत्तण 
Be जाते हैं ॥ ४-६ ॥ 

विद्वघिः-विदडनीनि विद्रविः तथा च चर नतैः गर्या 
नय्येवोच्चुकरिव ढ्ते। सवै झोत्रविदाहिलादिदवीत्यमिवीयत्ते ॥ 
इटरक्ताविमात्रत्वात. स वै site विदझने 1 ततः चीत्रविदादिलादवदर- 
वौत्यमिवीवत्ते ॥ विद्धि को एव्सीस (Abscess) कहते हैं। 
चद शोय की पक्कावस्या है। आमावस्या में इसे शोथ या _ 
Inflamation द्वी war) वाह्य तथा आम्यन्वरभेद से दो 


ऐसा पाटान्वर माना दे तथा weg टीका में दिखने हैं-. 
WON छात्रा रत shy ces acy चछनि; ज्व प्रदेश ? 
वम्निद्वारे; दरा ! उन्मद्ाळे ग्रनंप्रसत्रोन्युख काले, नदा झुकलो aq 
aa इसिमस्ससनानन्वर wir fay वाळळ्युदरेत । 
Eras भो वत्तिद्वारे दिपन्ायाः ऐसा ही पाठान्तर मानते 
दे किन्तु निद्यालय वाळा अर्ज करते दे थघा-वन्नकाळे डः 
स्थिदे प्रद्शठ ळे विपक्ष बयाच i sig: प्रस्पन्दने, ate 
TEI उस्विडारे वरसि eee पारयित्वा निण्कू त॑ गर्ममुद्धरेद 
दनि व्छास्टचरति। अर्यात्‌ 'बल्लिद्वारे! इसे द्वितीया द्विवचन 
कमर साचा है। वाग्भट ने serena बलिद्रारे GaAs 
चचन माना दै । घागेफर जी ने इसका तात्पर्यार्थ क्रिया है झि 
प्रसव के समय अपत्यमाय या करि तंग होने से जीवित गर्म 
अरक नावा इ वद उसे अपन्यमार्य से न निकाळ कर पेट में 
चीरा ( Caecarean seston ) छया के निक्राछ Sar चाहिये। 
इन्होने 'विपद्वाः का अर्थ aap न करके मतसमान यातना 
मोंगने वाळी जीवित नी किया दे क्योंकि उन्दने गर्म की 
सयु न दोकर माता Hey होना असम्भव माना है | खरच” 
गर्भको न निकाळने से चा निकालते समय अपत्यमार्ग के 
दधित (Septic ) द्वा जाने से Bera में wy दो सकती 
६ पुठा माना 21 यद घागेकरनी का मत डाक्टरी-सम्मत 
चया प्रत्यक्ष हे । सवग दा तो उसे नुरन्व निकाठना चाहिये- 


अध्यायः ९ ] 


wart ( चरकः ) 1 
कृष्णोऽरुणो वा परुषो श्रशामत्यर्थवेदनः | 
चित्रोत्थानप्रपाकम्च विद्रचिर्वातसम्भवः Us ॥ 
वातिक विद्रघि--रंग में काढी, कुछ छाल, कठोर, अधिक 


निदानस्थानम्‌ | २६३ 


PISS ggg a न्याया 


प्रकार की होती है यथा-विद्रवि दविविधामाडर्वाद्यामान्यन्तरी | इनमें सान्निपातिक विद्रधि असाध्य होती 


x 
तार मलाच होतीच । अव इसके 
अनन्तर आम्यन्तरिकर विद्वधियों का वर्णन करते हैं ॥ guy 


€ ~ शुष्कसंस्रृ्रभोजन 
शुवसात्म्यविर्द्धान्नशुष्कसंसष्टभोजनात्‌ | 

अतिव्यवायव्यायामवेगाघातविदाहिमिः ॥ १६] 
प्रथक्‌ सम्भूय वा दोपाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ | 


पीढ़ाकर, अनेक प्रकार से उठने तथा पकने चाळी होती है॥णा बल्मीकवत्समुन्नद्धमन्तः कुर्वन्ति विद्रधिम्‌ ॥ १७॥ 


पकोढुम्वरसङ्काशः श्यावो वा व्वरदाहवान | 
forearms Rete: पित्तसस्भवः ॥ ८ ॥। 
>पेत्तिक विद्रघि-पके हुए गूछर फल के समान, कुछ 
श्याव, ज्वर जौर दाहयुक्त तया TU उचने और पकने वाळी 
होती हे॥<॥ 
शराचसहदशः पाण्डुः शीतः स्वव्धोऽल्पवेदनः | 
चिरोत्यानप्रपाकश्च सकण्डुश्च कफोत्थितः ॥ ६ ॥ 
कफजचिद्रचि~शराव के समान Set हुई, पाण्डु, शीत; 
करी, अल्पपीडाकर, देर से उठने तया पकने वाळी और 
होती ची 
कण्ड्युक्त होती दै ॥ ९ ॥ 
चनुपीतसिताद्चैपामाखावाः क्रमशः स्मृताः॥ १०॥ 
इन विद्वधियों का खाच क्रम से वातिक का पतळा या 


थोडा, पेत्तिक का पीछा और रलेप्मिक का श्वेत होता है ॥१ 


नानावर्णरुजाखाबो घाटालो विषमो मदान्‌ I 
विषमं पच्यते चापि विद्रधि. सान्निपातिकः॥ ११॥ 
_ ८“ साद्चिपातिक विदृधि--अनेक प्रकार के रंग, पीडा मर 
खाव चाली, घाटाळ ( उभरी Zs), देही-सेढी, वडी तथा 
विषमरूप से पक्रने वाली होती हे ॥ ११॥ 
विमर्श-चय छत्तटिकेवोच्दितपार्वोडत्यालीनि ser. | 
सेतेभावेरमिहते चते वाउपथ्यसेविनः | 
क्षतोष्मा वायुदिस्रतः सरक्तं पित्तमीरवेत ॥ १२॥ 
REM च दाहऱ्य जायते तस्य देहिनः | 
एप विद्रघिरागन्तुः पिचविद्रघिलक्षण: ॥ (१२॥ 
varrgs विद्रधि-काष्ट, 


करने वाले की ag से प्रेरित va की उप्णता रक्कसहित 


पित्तको कुपित कर देती है जिससे ज्वर, प्यास तथा दाह 
उत्पन्न होता दे (यह पित्तज विद्रधि के रक्षणो चाळी भाग- 


न्तुक विद्रघि है। 
HACIA: श्यावस्तीत्रदाहरुजाकरः | 
पित्तबिद्रचिलिङ्गस्तु रक्तवद्रधिरुच्यते | १४॥ 


रक्त्रदिद्रचि~-काठे फोडे-कुन्सियों से चुक्त,श्याव, तीन 
दाह, पीडा तथा ज्वर चाळी एवं पित्तज विद्रधि के रुचणों से 


युक्त रकजञविद्वथि होती हे ॥ १४ ॥ 
उक्ता विद्रवचो छोते तेष्वसाध्यस्तु सर्वेजः | 
आश्यन्तरानतस्तृध्व॑ विद्रधीन्‌ परिचक्षते ॥ (४॥ 


विद्रवियां 5 = 
~असाच्य विद्रवि-ये छ प्रकार की विद्रवियां कद दी ह 


ae, पाषाण आदि से चोट 
लगने पर या चत होने पर तथा मिथ्या लाहार-विहार सेवन 


अन्तर्विद्रधिवर्णन--गरिष्ठ, wana, विरुद्ध शुष्क तथा 
पथ्यापथ्य मिलित भोजन से एवं अधिक खीसम्भोग 
व्यायाम और अधारणीय वेगों के रोकने से तया ठाहजनक क 
पदार्थो के खाने से अछग अल्ग या मिळे इये कुपित दोष 
गुल्म ( गोले ) के स्वरूप की और चदमीक के समान set 
उठी हुई अन्तविद्ववि को पेदा करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 

विमर्श -अष्टाइसअदे वाह्यान्तविद्रधिस्वर्पन-'वाह्यो5्र तत्र 
तत्राङ्गे दारगो अथितोन्नत* ! आन्तरो दारुगतरो गम्मीरो युरमत्रढन"॥ 
वल्मीकवत्समुच्छायी भीत्रवात्यभिशस्रवत! | 


~ वस्तिमुखे « 
शुदे वत्तिमुखे नाभ्यां Fel वहुणयोस्तथा | 
वुक्कयोयकृति प्लीहि हृदये छोस्नि वा तथा ॥ १८॥ 
यह अन्तर्विद्रधि गुदा, वस्तिमुख, नामि, sf, वंक्षण 
वृक्क, यकृत, प्लीह, हृदय तथा क्लोम में होती हे ॥ $८॥ 
विमर्शः-<चरक ने भी अन्तर्विद्रधि के ये ही स्थान माने हैं। 
वाग्भट ने इन स्थानों में ara विद्रधिं होना भी लिखाहै। 
वस्तुतस्तु चरकोक्त वाहय रोगमार्गों में उत्पन्न वाह्यविद्धि तथा 
सध्यम और आम्यन्तरीय रोगमागों में उत्पन्न अन्तर्विदधि 
माननी चाहिये । अथवा त्वचा, मांस, स्नायु में उत्पन्न वाद्य 
तथा अन्तः शरीर में उत्पन्न अन्तर्बिघि हो सकती दै--वाह्या- 
स्त्वकर्नायुमांसोत्याः कण्डरामा महारज. 1 अन्त. शरीरे मासतातक 
प्रवरिछन्नि यदा मलाः ॥ तदा सञ्चायते अ्रन्थिर्यम्मीरत्थ युद्रारण ॥ 
(च. सू १७) ! निन्न विद्रधियां आाभ्यन्तरिक विद्रधियां हैं-- 
age, विद्रधि ( Laver abscess), प्लीहृविद्रधि ( Splenic 
abscess), सपूय हृद्यद्योथ ( Parolent pericarditis) 
बृक्कविद्रधि ( Perinephrihe abscess ), Lumber abscess, 
गुदविद्रथि (Ischio-rectal abscess), Prostatic abscess, 
दक्षिण वक्षणविद्रधि ( Appendicularabscess ), वंचणविद्रधि 
(Psoas abscess Subphrenic abscess, peritonsillar abscess, 
lung abscess, Brain abscess क्छोम--शब्द को भिन्न भिन्न 
विद्वानों ने अखनिका ( Pharynx ), पिचाशय (Gall bla- 
dder), अग्न्याशच (Pancreas ), ख्वासनलिकाएु { Bronch: }, 
रसप्रपा ( Cysterna Chyli), आदि अथो में माना दै किन्तु 
क्ळोम से पित्ताशय का अहण करना अधिक प्रमाणा से सिद्ध 
है। क्लोम च वक, वोम काल्डण्डा ( बहता ) दधस्नाठ्‌ Ra 
दक्षिपपारवंस्थं तिल्ममिति प्रसिद्धन | (seer )1 fieeg शोषिद- 
किडूप्रस्व॑ दक्षिगाभरित वकृत्तमीपे क्लोमतज्ञफे मवति 1 ९ ग्राङ्गवर 
टीका 91 अपत्तु दक्षिणे भागे ea क्लोम fash । बल्वाहि- 
Frags दुप्गाच्छादनळन्मतन्‌ ॥? इति। वाहोडेरोनंच्ये वळन्नन्मध्ये 
हृदय ers कोम पिपासास्थनमिति देशा । जादि। विशेष 
वर्णन घाणेकर जी की सुश्रुत दीका शा. अ ४ में पे. नं. १4४देखें। 
Rat लिङ्गानि जानीयाद्वाह्विद्रघिलक्षणेः। 


१ 


&2 


CITA rrr SSS SSS SSS — 


आमपक्नेपणीयात्र पक्तापकं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १६॥ 
इन अन्तर्विद्रधियो के दोषज लक्षण वाद्यविद्रधिरुक्षणों 
के दोषज छत्तणों के अनुसार ही जानने चाहिये तथा इनके 
पछ और जपळ के ख्चण आमपक्रेषणीय नामक सूत्र स्थान के 
qo अध्याय से जान छेने चाहिये ॥ १९॥ 
अविष्टानविशेषेण लिङ्ग श्रु त्रिशेपत'॥ २० | 
अब इन विठ॒धियों के अविष्टान~विगेष के अनुसार जो 
विशिष्ट छत्षण होते हैं उन्हें सुनो ॥ २०॥ 
शुदे वातनिरोथस्तु बत्ता ऋच्छाल्पमृत्रता | 
नाभ्यां हिका तथाऽऽटोपः कुक्षी मारुतकोपनम्‌ ॥२१। 
कटीप्रग्रहस्तीत्रो TEM तु विद्रधी | 
Ten: पा्वतङ्कोचः प्लीहुच्छवासात्ररोघनम्‌ ॥२२॥ 
सर्वाङ्ग प्रमरहरतीव्रो Ble शलश्च दारुणः] 
श्वासो mata तृष्णा च पिणसा छोमजेऽधिका ॥२३॥ 
गुदा के अन्दर विद्रधि होने से घाद (तथा मळ) का 
अवरोध, चस्ति में होने से मूत्रत्याग में कठिनाई तथा सूत्र 
की agra, नामि में होने से हिक्रा तथा आटोप, ahaa 
तो वायु का प्रकोप, वंचण में हो तो कमर ओर पीठ की तीन 
जकडन, वृको में होने से पार्ल्वसक्लेच, प्डीहा में होने से 
खास सें रुकावट, हदय में होने से सारे घरीर में तीन लकइन 
तया हृदय में दारंग शूळ, थक्षत्‌ में हो तो श्वास ओर प्यास 
तथा agin में विद्रधि दोने से श्वास के सिवाय प्यास अधिक 
छगना ये खचण होते हैँ ॥ २१-२३ ॥ 
विमर्शः-चरकोकविदचि्टठचणानि-~दरितजाया इच्छृपूदि- 
qr, cis कुक्षियाशवन्तिगसशुठ, ब्दक्षणजाया सङ्रिय- 
साठ,, oat एृष्ठकटिश्रद , नव प्रथानमर्मजाया ( दृल्यजाया ) 
fee हदटूननमकप्रमोटकासश्वासा , क्लोमजाया पिवासामुख- 
शोपगळमदा । ( च, सू, a १७) । हाराणचन्ट जी ने अपनी 
सुश्रुत में ser’ के स्थान में ‘seen? ऐसा पाठान्तर मान 
कर उसका अर्थ हदयावरण किया है। 'उक्की नाम दे ददया- 
aay ! 
आमो घा यदि वा पक्की महान घा यदि चेतर' | 
wat मर्मात्थितश्चापि Pista: कष्ट उच्यते ॥ २४॥ 
> साध्यासाध्यळवग--मर्मस्थान में उत्पन्न विद्रधि चाहे 
आम (कच्ची) दो या पक्त हो, बढ़ी हो या छोटी हो सव कष्ट- 
माध्य होनी हैं 1 २९॥ 
नाभेरुपरिजाः पक्या यान्त्वूध्वेमिवरे त्वघः | 
जीबत्यघो निःम्र॒तेपु खुतेपृष्व न जीवति ॥ २५॥। 
द॒न्नाभित्रम्तिवर्ज्या चे तेषु भिन्नेषु बाह्यतः | 
जीवेत्कदाचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ २६ ॥ 
चावनिर्गममार्ग-नामि से उपर अर्थात्‌ यकद झोम-प्छीहा- 
ग्री, आमादाय, हदय आदि में दोने वाली विद्रचियां पकने 
पर ऊपर री ओर जा कर मुस-नासादि से झरती हैं किन्तु 
नाभि से नीचे वृषक-यम्तिनवंचण गुदा में हो कर पकने चाळी 
विट्रधियाँ नीचे के शुदा भौर मूत्र मार्ग aod हं । इनमे 
नीचे की ओर खव होने घाडी विद्वधियों मे मनुष्य ठीक हो 


खुश्रतसहिता | 


जाता दै fra ऊपर सुखादि से खुत होने वाळी विद्रधियों में 
जीवित नहीं रद सकता है । हृदय, नामि और वस्ति को छोड़ 
कर अन्य स्थानों में होने वाळी विद्रधियां यदि भाग्यचरा 
बाहरी त्वचा में विदीर्ण हो ( फूट ) जाती हैं तव ager कदा" 
चित्‌ जीवित रद्द सकता हे किन्तु इतर अर्थात्‌ हृदय, नामि 
और वस्ति की विह्रधियों में (चाहे वे बाहर भी फूटें तो सी ) 
महुप्य कमी भी जीवित नहीं रह सकता ॥ २५०२६ ॥ 

frau ने नामिज विद्रधि का वण उभयमार्ग 
से माना दे--पत्रवप्रभित्नाइ्ध्वनासु सुखात. खातर नवनि, अधोजासु 
गुदात , उभयतस्तु नामिजान! ( च० Yo Ho १७) तथा यही 
भाव हारीत केभी दैं--ऊद्ध प्रभिन्नेषु सुखात गणा प्रवर्ततेऽसक्स- 
दवितोऽपि पूय. ¦ अथ प्रभिन्नेषु त्र पायुमार्गाद्‌ द्वाभ्या प्रवृत्तिस्त्विद् 
नामिजेपु ॥ ( हारीतः)। माधव ने विद्रधियों को निम्न 
उपद्रव होने पर असाध्य मानी है--आध्मात वद्धनिष्यन्द 
छरदिद्दिकातुपान्वितम्‌ । रुजाश्वाससमायुक्त विद्रधिर्नाशयेन्नरम्‌। 
विद्रधीनां भोजोकतसाध्यासाध्यविचारः-~'असाव्यो मर्मेजो 37° 
पम्वोऽपक्तश्च तिद्रथि"। सन्निपातोत्वितोऽप्येव पकप तु वस्ति | 
wae नामेरणे यश्च साध्यो मर्मसमीपजः। ana पत्रवश्च 
साध्यो नोपरिनामिज, ॥? इति । 


खीणामपध्रजातानां प्रजातानां तथाऽहितेः | 

दाहब्वरकरो घोरो जायते रक्तविट्रधिः ॥ २७॥ 

अपि सम्यक्‌ प्रजातानामस्रक्‌ कायादनिःस्रतम्‌ | 

रक्तं विद्रधि र्यात्‌ gat मकल्लसंज्गितम्‌॥ २८ ॥ 

सद्तादमान्नोपशान्तश्चेततोऽसी सम्प्रपच्यते ॥ २६॥ 

रकविद्रवि-अपप्रजात अर्थात्‌ गर्म्ाव और गर्भपात 

होने पर तथा प्रजात अर्थात्‌ योग्य समय पर प्रसव होने पर 
जो frat अहितकर आहार-विहार करती हैं उससे उनके 
दाह तथा ज्वर को करने वाळी घोर ( भयङ्कर) रक्तविद्रधि 
होती दे तथा योग्यरूप से प्रसव होने पर भी जिन feat के 
शरीर ( गर्मागय ) से अशुद्ध रक्त पूर्ण रूप से नहीं निकळता 
है aa चह रक्त कक्षि ( गर्भाशय )'म'*मक्तज्वसंक्तक रक्तविद्रषि 
पंढा करता दै। यदि मछह विद्रधि सात दिन में झान्त न 
हो तो फिर पक जाती है ॥ २०-२९ ॥ 

विशेषमथ वच्यामि स्पष्टं विद्रघिगुल्मयोः | 

ठुन्यदोपसद्चुत्थानाद्विट्रघेरुल्मकस्य च | 

कश्मान्न पच्यते शुल्मो विद्रधिः पाकमेति च ।। ३० || 

अच इसके अनन्तर विद्रधि और गुल्म के भेद (ata) 

को स्पष्ट रूप से कहता हुं । विद्रधि और गुरम दोनों समान 
दोषों से उत्पन्न होते हैँ फिर वया कारण दे क्रि गुल्म पकता 
नहीं हे तथा Prefs पकती है ॥ ३०॥ 

न निवन्धोऽरित शुल्मानां विद्रधिः सनिबन्धनः | 

युल्माकाराः स्वयं दोषा विट्रधिमीसशोणिते ॥ ३१॥ 

J गुढ्मविट्रघिभेद--(4) qeat का निवन्ध ( माँस-रक्तादि 
दूष्यों का सूळ या वन्घन ) नहीं होता है किन्तु विद्रधि 
निवन्यसद्वित होती है । (३) गुरुम में वातादिदोप स्वयं 
युन्म ( गोले ) के स्वरूप में हो जाते हैं किन्छु विद्रधि मांस 
और रक में बनती दै अर्थात ata और रक स्त्रयं पक कर 


सभ्रुतसंहिता | 


होता हे तथा अङ्गां में वेदना, फूटनी, सूई जा था मोम बेदना, कटनी, सुई मोने की सो की सी 
पीड़ा तथा वातज्वर के छक्तणों से युक्त होता है किन्तु जब 
छसीका, रक्त तथा मांसादिकों के अधिक दूपित होने से वही 
frat विषम गण्डं ( विस्फोटों ) से युक्त होता है तव वह 
चिकित्सा दृष्टि से वर्जनीय हे ॥ ४॥ 

विमदी--गण्डे---भगिनदग्वदेशसदुदी. स्फोटे शक्त इति aa 
न्धस्तदुक्तम्‌-“अग्निद्ग्थ इव स्फोटे Wats दुत सच। ममा 
नुसारी dread स्याद्वातोऽतिवलस्तत ॥” 


२६६ 


दका मोऽध्यायः | 
अथातो विसपनाडीस्तनरोगनिदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर विसर्प, नाडी तथा स्तन रोग के 
निटान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२॥ 
त्वडसांसशोणितगताः कुपितास्तु दोषाः 


द्रतगतिञ्येरदा 
स्ाह्सारिणसिहास्थितमात्मलिङ्गम्‌ | पित्तात्मको द्रुतगतिज्वेरदाहपाक- 
कुर्ैन्ति विस्तृतमनुन्नतमाशु शोफं स्फोटप्रभेदबहुलः च्ततजप्रकाशाः | 
_ त सर्वतो विसरणाब विसपेमाहुः ॥ ३॥ दोषप्रवृद्धिदतमांससिरो यदा स्यात्‌ 


स्रोतोजकदमन्तिभो न तदा स सिध्येत्‌ ॥ ५॥ 
पित्तात्मक विसर्प--शीघ्र फेलने वाळा एचं उवर, दाह, 
पाक तथा अनेक प्रकार के फोडे फुन्सिया से युक्त तथा रक्त 
के समान लाळवण सा होता हे । फिन्तु जव stat के अधिक 
aga से मांस तथा सिराएं नष्ट होकर कृष्णाअन के समान 
wea ( कीचढ ) से युक्त होता है तव चह चिकित्सा 'से ठीक - 
नहीं होता है ॥ ५॥ 


इलेष्मात्मकः सरति सन्दमशीघपाकः 

स्निग्ध: सितश्वयथुरल्परुरु्रकण्डुः | 
सर्वात्मकश्लिविधव्णरुजो5बगाढ« 

पक्की न सिध्यति च मांससिराप्रणाशात्‌ ॥ ६॥ 


मिथ्या आहार-विहार से कुपित हुये वातादि दोष सचा, 
(तथा लसीका ), मांस और रक्त में जाकर सर्च agi में 
फेलने वाळे, किसी एक जगह स्थित नहीं रहने वाले, अपने 
अपने वातादि दोपों के oat से युक्त, विस्तृत तथा 
अढ्प उभार वाले शोथ को शीघ्र पैदा करते हैं। सारे शरीर 
में चारों ओर विसर्पित होने (फैलने ) के कारण उसे विसर्प 
कहते हैँ ॥ ३॥ 

विमर्श-विसप के दूय्यों सें लसीका का पाठ होने से 
स्वगू रपी आश्रय अहण से स्वगाश्रित ळलीका भी शुहीत 
होती है जैसा रि माधवकर ने कहा है--एक्त लसीका त्वङ्‌ मास 
दूष्प दोपाखयो Aer | विसर्पाणा समुत्पत्तौ विज्ञेया सप्त धातर 
विसर्प शरीर के वाहर अन्दर सभी तरफ फैछता है अतः इसे 


सर्वाङ्गसारी कहा दे-गदि श्रित श्रितश्चान्तस्तथा चोभयसश्रित | 
वित्तपों वलमेतेपा क्षेय गुरु पथोत्तरम्‌॥ इद्दास्थितम्‌-इद्द उत्पत्तिः 
स्थाने अम्थिनमस्थिरम । दूसरे स्थान पर आक्रमण करते समय 
पूर्व स्थान को छोड देता हे यह इसमें विशेषता हे । विसर्प- 
संज्ञा--त्रिविष सर्पति यतो विसर्पस्तेन सञ्चित । परिसर्पो$्थवा 
चाम्ना सर्वत परिसपंगात्‌ ॥ डाक्टरी सें इसे इरिसीपेळ्स 
(Erysipelas) कहते हैं । इस रोग का प्रधान कारण 
Streptococus erysipelatis दै जो कि क्षत द्वारा त्वचा में 
प्रविष्ट हो के रोग को पेदा करता हे ऐसे को क्षतज विसर्प 
(Tramatic) कहते हे तथा क्षत के सूचम होने पर उसका 
ज्ञान न होते हुए भी विसर्प उत्पन्न हो उसे dea या 
Idiopathic frag कहते El सहायक कारण--छुक्क तथा 
यकृत्‌ के रोग, मद्य का अतिपान, सील तथा गन्दे मकानों में 
रहने से तथा मासूरिक और भान्त्रिक,ज्वर में उपद्रव के रूप 
में Glare | जीवाणु प्रथम त्वचा, वहां से छसीका में जाकर 
चारों ओर फंछते ह जिससे उस स्थान में सूजन, छालिमा 
और दाह होता है। कुछ जीवाणु तथा उनके विप के रक्त 
में प्रविष्ट होने से ज्वर, Set आदि सार्वदहिक sor 
भी होते ई 1 

वातात्मकोऽसितमृदुः परुपो5द्वमदे- 

सम्भेदतोदपवनज्वरलिद्वयुक्त' | 
गण्डेयेदा तु विपमेरतिदूपितत्वा- 
युक्त: स एव कथितः खलु वर्जनीयः ॥ ४॥ 
चातिक विसर्प--छुड़ काठा, सुलायम तथा खुरदुरा 


शलेष्मात्मक विसर्प--धीरे धीरे फेलता है, जल्दी पकता 
नहीं है तथा चिकना, श्वेतशोथयुक्त, अहप पीडादायी किन्तु 
तीब्र कण्डु वाळा होता है तथा सर्वात्मक या सान्निपातिक 
विसप॑--तीनों दोषों के रूप (कृष्ण-पीत-सिठ) और वेदनाओं 
(तोद, दाह, कण्डु ) से युक्त एवं गम्भीर धातुगत होता है 
तथा पक जाने पर मांस और सिराओं का विनाश कर देने से 
ठीक नहीं होता है ॥ ६ ॥ 


सद्यः च्तन्नगमुपेत्य नरस्य पित्तं 
रक्तञ्च दोपबहुलस्य करोति शोफम्‌ | 
श्यावं सलोदितमतिञ्वरदाहपाकं 
स्फोटेः कुलत्थसदशेरसितेत्व कीर्णम्‌ ॥ ७ | 
'उतजन्य विसर्प-वदे हुए दोपों से युक्त मनुष्य के पित्त 
भौर रक्त सद्यःक्तत से उत्पन्न हुये नग में जाकर शोफ पेदा 
करते हैं जो कि कुछ श्याव (काला), रक्तवर्ण, तीब्रज्वर, 
दाह और पाक से युक्त एवं कुछत्थी के स्वरूप के काले फोड़ों 
से युक्त होता है ॥ ७॥ 
विमर्शः--सच-क्षत घण--दाखम्रहार, शस्त्रकर्म, प्रसव 
के समय, नाभिनालच्छेदन के समय तथा मसूरिका का टीका 
लगाने पर आदि अनेक प्रकार से सद्यःक्षत होता है और 
सावधानी या सफाई न करने से इस समय विसर्पजनक 
जीवाणु प्रवेश हो सकते हैं। भोज ने gas विसर्प का निम्न 
किया है--श्मप्रह्मरैस्तैस्तैस्तु व्याडदन्तनखैरपि। क्षते- 
वाऽप्यथवा भग्ने चहुदोपस्य देहिन. ॥ रक्त पित्तत्र बहुल त्रणमाशु 
प्रपते । कुरुतस्ते समेते Tanita सुदारुणम,॥ आचित तलुवि- 


~ 


श्रेध्यायः १० ] 


eRe: कृष्णः पीतकसन्निम । पिचवीसर्पवदिल्द् तस्य शेष GRE 


San चरक ने विसर्प के सात मेद माने हैं उनमें छतजविसर्प 
का वर्णन स्वतन्त्र नहीं आता ह--प्तप्त विसर्पा इति, वातपिच- 
कफारिनकर्ट मजन्विसन्रियाताख्या किन्तु विसर्ष के निदान 
लिखने में चत का उल्लेख अवश्य किया दे--अत्यादानादिग- 
स्वप्नाद्जीर्णाव्यशानात GAL! वववन्पप्रपतनाद दष्ट्रादन्‍्तवखक्ष- 
ताद्‌ ॥ डाक्टरी में सभी विसर्प क्तज ही होते हें। चरकोक्त 
अग्नि, कदम तथा अन्विक विसर्पा का वर्णन सुश्रुत में नहीं 
है तो भी वे प्रायः वातादिदोषज ही होते Sows ae 
पित्ताभ्या Pare. कफवातज | यस्तु कर्ठमको dic स पित्त- 
कफसम्मव ॥ अग्निविसर्पछचणम्‌--गातपित्तं प्रकुण्तिमतिमात्र 
त्वहेतुमिः | परस्परं लब्ववलं ददद्‌ गात्र विस्तःति॥ तदुपताणदातुरः 
स्ेशरीरमङ्गारैरिवाक्रीर्यमाणं मन्यते । अग्निदर्थप्रकारश्च स्फोटै र- 
प्रीयते ॥ (चरक )। इसका समावेश सुश्रत के वातजविसपं में 
करना चाहिये। कडमविसर्पलचणम्‌--गन्भीरपाक प्राञ्योष्मा 
we किलन्नोऽतदीरयते। प्वच्छीर्णमासश्च स्पथ्स्नायुसिरागण-॥ 
शवगन्वी च वीसर्यः कढंनाख्यमुणन्ति तन्‌ ॥ (ao सं०) । यह 
त्वचा तथा उपत्वचा में गम्भीर पाक होने से होता है । अतः 
इसे Cellulo~cutaneous arysipelas कह सकते हॅ । यह 
सुश्रुत के पित्तजविसर्प में समाविष्ट हो सक्ता है । अन्थिवि- 
सर्पल्षणम््‌-दृपयित्वा दीर्घाणुपृत्तस्थूखरात्मनान्‌ । अन्थीचा 
कुर्ते माळा सरक्तां तीवरुग्ज्वरान्‌ 1 ( अ० So )1 अयञ्च भन्थि- 
fist सुशुनेष्पचीर्सशया पठ्यते tear agate! व्याल्या में 
लिखा हे । किन्तु इन दोनों में afadt के सिवाय अन्य 
तुस्यता नहीं द अतएव चिन्त्य हे । 
सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता बिसर्पाः 
सर्वात्मकः नतळतश्चव न सिद्धिमेति | 
पेत्तानिलावपि च दर्शितपूर्वंलिङ्गी 
सर्वे च wag भवन्ति हि कृच्छुसाध्याः 151 
साध्यासाध्यविचार:--वात, कफ ओर पित्त से उत्पन्न 
विसर्प योग्य चिकित्सा से ठीक हो जाते दें किन्तु त्रिदोषज 
पुवं चतजन्य विसर्प असाध्य हैं। पूर्व में कहे छक्तणों से युक्त 
पैत्तिक तथा वातिक पुवं मर्म स्थानों मे उत्पन्न हुये सर्व प्रकार 
के विसर्प कृच्छूसाध्य होते हैं ॥ ८॥ 
विमर्शः--भोजमतेन साध्यासाध्यता--वर्ज्य॑र्तु क्षतजस्तेषा 
सन्निपानासु यो मवेत.। भिपजा जानता त्याच्या. सर्व एवं तु 
मर्मज्ञाः ॥ चरके साध्यासाध्यता--वद्दिमांगांश्रिनं साध्यमसाध्यसु- 
भवान्रितन्‌। विसर्पं ठारुग विद्यात. सुकृच्छ त्वन्तराश्रयन्‌॥ यस्य 
सर्वाणि लिट्वानि वळददयस्व कारणन्‌। यस्व चौपद्रवा कष्ट मर्मगो 
यश्च इन्ति सः ॥ विसर्पोपद्रवा*--ज्वरातिसारी वमथुत्त्वड्मासडरण 
कमः । अरोचक्रातिपाकी च विसर्पाणानुपद्रवा ॥ मस्तिप्कावरण 
शोय ( Meningitis ), अन्तर्हृदयावरणशोथ ( endocarditis ) 
जीचाशुमयता ( ९९६००९1६ ), तथा विषमयता (Tox 
mia ) होने पर विसर्प असाध्य होता ह । 
शोफं न पक्कसिति पक्कमुपेक्षते यो 
योवा रं प्रचुरपूयमसाधुडत्तः 1 
अभ्यन्तरं प्रविशति MATA तस्य 
स्थानानि पृर्वचिहितानि ततः स पूयः॥ ६ 1 


निदानस्थांनम्‌ | 


oth 
on 
6 


OORT TST 


तस्यातिमान्रगमनाद्वतिरित्यतत्व 
नाडीव यट्टहति तेन मता तु नाडी | 
~ खिमिर्भवति ~ ec 
दोपश्रिमिभवति सा प्रथगेकडाश्च 
सम्मूच्छितेरपि च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥१०॥ 
अनुचित ( शाखविपरीत ) कर्म करने वाला वेच पके 
हुये शोफ को भी अपक समझ कर उपेक्षा कर देता है अथवा 
जो चद्य अधिक पूय वाले त्रण की उपेक्षा कर देता हे तव वह 
पूय पूर्वविहित स्थानों को विदीर्ण करके भीतर की ओर गम्भीर 
स्थानों (art या घातुओं ) में प्रवेश करता है। इस 
तरह इस पूय के भीतर की ओर अधिक मात्रा में गमन करने 
से गति संज्ञा तथा नाडी अर्थात्‌ नाळी में जळ वहने की 
तरह पूय के बहने से नाडी कहलाता है। नाडीमेदु-चातादि 
पृथक पथक्‌ दोषों से तीन तथा सन्निपात से एक एवं दो दो 
दोषों से तीन एवं शल्य के कारण एक ऐसे नाडी के आठ सेद 
होते हैं ॥ ९-१० ॥ 
विमर्शः--नाडी को सायनस (Sinus) या फिस्चुळा 
(Fistola) कह सकते हें । सायनस उसे कहते दै जिसका 
एक सुख वाह्य त्वचा पर खुळता हो तथा दूसरा सुख पाक 
स्थान से सम्बन्धित हो। दो पाकस्थानों को मिलाने वाळी 
नाडी भी सायनस होती है। फिस्चुळा उसे कहते हँ जिसकी 
नाडी दो क्षाशयों को या आशय और वाहात्वचा को मिलाती 
हो तथा सहज ( 0००8९0०) ) या जन्मोत्तर ( Acquired ) 
हो जैसे भगन्दर वस्ति और योनि को मिलाने चाळी नाडी 
( Vesico vaginal Fistula) तथा वर्तिमलाशय नाडी 
( Becto-Vesical Fistula ) आदि । नाडीब्रणकारण-( १) 
पाकस्थान में दाखकर्म के समय सूत्र, रेशम, हड्डी का टुकडा 
रह जाने से, (२) पूय का पूर्ण निर्हरण न होने से, (३) 


ब्रणयुक्त अंग को विश्राम ( Rest) न मिळने से, ( ४) च्यः 
gant (Toborealar ulcer) से, (५) रोगी के Fae 


होने से, (६) a0 के आस-पास तान्तवघाठ (Fibrous 
tissue ) one होने से तथा (७) बाह्यत्वचा के है च्रण- 
सुख के भीतर उत्पन्न होने से एवं (८ ) मूत्र, मल ओर एय 
। क्वान्नण के साथ सम्पर्क होने से नाढीत्रण बनता हेत 
भेद--कुछ आचार्यो ने नाडी के पाँच भेद होते न ऐसे 
व्यास्यान इस श्छोक का किया है। अन्ये तु--त्रिमिर्दोपै 24%, 
तिस्तः, एकशः सम्मूच्छितरन्या साक्निपातिकी, झल्यनिमित्ता च 
पञ्चमीति पञ्चैव नाव्य इत्येव व्याख्यामाई । 
तत्रानिलात्परुपसूच्मस्घखी सशूला 
फेनाइुविद्धमधिकं खवति क्तपायाम्‌ | 
ठृट्तापतोदसदनश्तरभेददेतुः 
पीतं स्तव॒त्यधिकमुष्णमहःसु पित्तात्‌॥ १९ ॥ 
ज्ञेया कफाहनहुघनाओुनपिच्छिलाला 
रात्रिख्रुतिः स्तिमितरक्तठिना सकण्डुः | 
दोपह्यासिहितललणद्शनेन | 
` तिस्रो गतीब्येतिकरप्रभवास्त विद्यात्‌ || १२॥ 
वात से उत्पन्न नाडी स्पर्श में कठोर, aH सुख वाली 
तथा शूळ्युक दोती दे एवं रात्रि के समय फेनयुक्त स्राव 


२७० 
आयम्यते व्यश्यत एति तोदं 
्रत्यस्यते कृत्यत एति भेदम्‌ । 
कृष्णोऽमृढुबस्तिरिवातवश्च 
fan: सवेधानिलजो5समच्छम्‌ ॥ ४ ॥ 
वातिक ग्रन्थि-सींच कर छम्थी सी होती है, पीडा देती 
है, सुई सी चुभती है, सींच कर Gat सी जाती है, = या 
छेदून होने सी तथा भेद को प्राप्त होती है एवं चर्ण में काली, 
ert में कडी तथा द्रव सी भरी वस्ति ( मशक ) फे समान 
तनी हुई होती दे तथा फूटने पर स्वच्छ खाव बाती हे॥४॥ 
Gragh—zeqn ने aa का अर्थ रक्त किया है परन्तु खाव 
अर्थ ही उपयुक्त दै । 
दन्दह्यते धूप्यति चोपवांश्च 
पापच्यते प्रड्बलतीव चापि | 
रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ता- 
द्विज्ञ: खवेदुणणमतीव चाखम्‌ ॥ ५ ॥ 
पेत्तिक अन्थि--अत्यन्त दाह करती है, Gat सा निकाळती 
डवे या सन्ताप करती दे, पक्रती दे, जछती हुई सी प्रतीत होती 
हे एवं थणे में छाल या पीली होती है तथा फूटने पर अत्यन्त 
उप्ण खाव वहाती है ॥५॥ 
शीतोऽविवर्णोऽस्परुजेःऽतिकण्दूः 
पापाणबत्संहननोपपन्नः | 
चिराभिवृद्धिश्च कफप्रकोपादू 
भिन्नः खवेच्छुक्काघनं च पूयम्‌ ॥ ६॥ 
कफज ग्रन्य-स्पशं में धीत, प्राकृतिक वर्णयुक्त अथवा 
ईपद्विक्कत चर्णयुक्त, भएप वेदना चाळी, अधिक कण्डुयुक्त, 
पापाण के समान कड़ी तथा देर से ast वाळी होती है तथा 
फूटने पर श्वेत और गाढा पूय बहाती है ॥ ६॥ 
शरीरवद्धिक्षयवद्धिहानिः 
स्िग्धी महानल्परुजो5तिकण्टूः | 
मेदःछृतो गच्छति चात्र भिन्ने 
पिण्याकसरपिःप्रतिमं तु मेदः ॥ ७ tt 
मेदोग्रन्थि--शारीर की बुद्धि के साथ वढती है तथा शारीर 
के उय के साथ घटती हे पुवं स्पर्श में स्निग्ध, आकार में 
स्वदप पीडा तथा अधिक कण्डुकारिणी होती हे तथा फूदने पर 
तिछक्री खली और घृत के समान मेद का खाव चहाती है ॥णा 
व्यायामजातेरवलस्य तैस्ते- 
राक्षिप्य वायुर्हि सिराप्रतानम्‌ | 
सम्पीड्य सङ्कोच्य विशोष्य चापि 
अन्थि-करोत्युन्नतमाशु वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भन्थिः सिराजः स तु छृच्छुसाध्यो- 
भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्च | 
असक्‌ स एवाप्यचलो AeA 
मर्मात्थितश्चापि विवजनीयः ॥ ६ ॥ 
सिराज अन्थि--मिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम के कारण 


इुश्रुतसंहिता 1 


वळहीन पुरुष की प्रकुपित चायु सिराज फे समूद को आदिए 
करके सिकोद कर तथा सुखा के शीघ्र ही उठो हुई तथा 
awh की aba पैदा करती दे इसे सिराज अन्थि कहते 
हैं। यदि यह ग्न्यि पीड़ायुक्त भौर चछ हो तो इच्छूमाध्य 
होती है और यदि बही पीदारहित, अचळ, महान्‌ तथा मर्म 
प्रदेश पर उत्पन्न दो तो वर्जित (असाध्य ) समप्तनी चाहिये ॥ 
विभर्शा-सिराजग्रन्यि एन्यूरिङ्म ( Aneurism ) कह- 
छाता दै 1 इसके दो भेद होते टॅ । (१) पूर्णविर्फार ( Fasifo- 
rm) तथा अपूर्ण ब्रिस्फार Ssoulated aneurism) । क्रारण-- 
रक्तवाहिनियों की दीवाळ का कमजोर होना भी एक कारण है । 
यह धमनियों में, धमनी भौर मिराभं में तथा भाघातजन्य 
(Trammatio) ऐसे तीन प्रकार से होता हे । वस्तुतस्त 
गांददार अनेक रोग हो सकते हँ--प्त प्रन्धि्रेवनात, स्वत! 
(ao स० )। चरक ने मांसग्रन्थि रोग भी माना है ‘she 
मंद्ामासमव/ । अष्टाद्रसग्रह् ने ग्रन्पिरोग नो प्रकार का साना 
है-.दोपासठप्मासमेदो5स्विसिरामणमय्रा नव । माँसम्रन्यिळचषण-< 
मासलदूपित॑ arantitenata । स्निग्ध agra कठिन 
मिरानउ कफाऊतिम,॥ रकप्रन्यिळचणम-_जोपैद2$सजि यन्तिः 
भवेन्मूच्येत्मु जन्तुषु । सिरामासळ after स स्वापः पित्तटक्षण-॥ 
अस्थिग्रन्यिरक्षणम्र--अस्विमद्वासियाताभ्यामुन्नतायनत तु यत। 
सोऽस्थिम्रन्थिः ॥ घ्रणग्रस्थिळच्षणम-_अरूढे रूढमात्रे वा ब्रणे सब॑- 
रसाहिन । सार्द्रं वा वन्परहिते गात्रेऽइमाभिद्दतेऽथवा ॥ वचातात्त* 
मखुत दुष्ट सशोष्य अयित बणम्‌। कुर्यात्‌ सदाहुः Weary मण 
अन्थिरय wer ॥ भोज ने म्रन्थि के पांच az माने हँ--पग्रेतान- 
रुजी अन्वीन्‌ मर्मजानचलास्त्यजेद्‌ । कपीलगलमन्यासु दुश्िकि- 
स्स्याश्च सन्मिपु ॥ 
हन्वस्थिकत्ताक्षकवाहुसन्धि- 
सन्यागलेपूपचितं तु मेदः | 
ग्रन्थि स्थिरं वृत्तमथायतं वा 
fart कफश्चाल्परुज करोति ॥ १० ॥ 
तं मन्थिभिरत्वामलकास्थिमात्रै- 
मेत्स्याएडजालप्रतिमेस्तथाऽन्यैः | 
अनन्यवर्णरुपचीयमानं 
चयप्रकर्पांदपर्ची बदन्ति th ११॥ 
कणड्युतास्ते5ल्परुजः प्रभिन्नाः 
सवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये | 
मेदःकफाभ्यां खलु रोग एप 
सुदुस्तरो वर्षगणानुबन्धी ॥ १२॥ 
भपची वर्णन--हत्वस्थि, कच्ता, अत्तकास्थि तथा वाहु 
इनकी सन्धियोंमें एवं मन्या और गळा इन प्रदेशों में सञ्चित 
हुआ कफ और मेद ( चरवी ) मन्थि रोग को Gar करते हैं! 
यह अन्थि स्थिर, गोळ, चौड़ी, चिकनी तथा भरप पीड़ा युक्त 
होती हे । इस प्रकार आंवले फ्री अस्थि के आकार की भनेक 
अन्थियों के उत्पन्न होने से अथवा मछलियों के अण्डं के 
जाळ ( समूह ) के सद्दा अन्य छोटी छोटी तथा खचा के 
समान वर्ण की अनेक अन्थियों के उपचित होने से तथा चय 
( सञ्चय ) के मरकर ( आधिक्य ) के कारण इन्हें अपची कहा 


अध्यायः ११ ] निदानस्थानम्‌ | २७१ 


=— smn 


आता ई थे भसिया दलका से बह 5 nnd उप+ 9 ज>० । ये अन्थियाँ र अल्प व 
ried | इस रियर raed a 
अन्थियां नष्ट हो जाती हैं तथा छुछ नई निकल जाती हैं। कल्य माया Ree घपाकमू ॥ १३॥ 
इस तरह मेद तथा कफ के कारण उत्पन्न हुआ यह रोग 'मांसोपचयं तु शोफं 

अत्यन्त दुःसाध्य होता हे तथा कई वर्षों तक वना रहता है ॥ तदवुदं शाद्मविदो वदन्ति | 

विमझेः-भोज ने प्रथम कच्ता-चंच्षणादि स्थानों में अपची वातेन पित्तेन कफेन चापि 

होना लिखा हे तथा वही माला के रूप में होती हे तव उसे रक्तेन मांसेन च मेदसा च॥ १४॥ 
गण्डमाला कहा है । “वातपित्तकफा वृद्धा मेदश्वापि समाचितम्‌ । तज्जायते तस्य च लक्षणानि 


जद्यो* कण्डराः प्राप्य मत्त्याण्डसइशान्‌ वहून्‌। कुर्वन्ति अयिता- 
स्तेभ्यः पुन प्रकुपितो$निल. । तान्‌ दोषानूध्वंगो वक्ष कक्षामन्यः- 
Tetra: ॥ व्यामिश्रदोषजातत्य कृच्छसाध्या*- प्रकीर्तिता" । तासा 
वातोदरा रूक्षा वातवेदनयाऽन्विता ॥ क्लिप्रपाकसमुत्थाना दाइयुक्ता 
तु पैत्तिकी । गूढा वा पाककठिना कफात्त्निग्धाऽस्यरककरा ॥ मेदोऽ- 
थिका उलेष्मिकी च विशञेषादतिमार्टवा । अपची कण्ठमन्याछु कक्षा- 
वङ्क्षणसन्धिषु ॥ तां तु area विधात्‌ कण्ठहडनुसन्धिपु । गण्ट- 
मालां विजानीयादपचीतुस्यलक्षणान्‌ ॥' चरक ने गले के पार्श्व सें एक 
अन्थि का होना गलयण्ड तथा अनेक गण्डो के होने से गण्ड- 
माळा का होना लिखा हे । !यथा-मेद कफाच्छोणितसञ्चयोत्यो 
गण्डस्य ( गल्स्य ) पाइवे गलगण्ड एकः । स्वाद्‌ गण्डमाला वहुभिश्च 
गण्डैदीप्ानले यूनि वलान्तिते च। साध्या. स्तृता" पीनसपाइव- 
मूळकासञ्तरच्छदियुतास्त्वसाध्या" | भावप्रकाद ने कचांसमन्या- 
गलवंद्षण में प्रथम गण्डमाला होना लिखा हे तथा उनके 
पक कर फूट के वहने पर अपची नाम रखा हे यथा--कन्ध- 
कोलामलकप्रमाणैः कश्षासमन्यागलवङक्षणेषु | मेद कफाम्या चिर- 
मन्दपाकेः स्याद्‌ गण्डमाला वहुमिश्र गण्डे* ॥ ते अन्थय केचिदवाप्त- 
पाकाः स्रवन्ति नञ्यन्ति भवन्ति चान्ये । कालानुवन्ध चिरमादधाति 
सैवापचीति प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ इस तरह भोज ने प्रथम अपची 
भौर वाद में उसी से गण्डमाला, चरक ने गलपाश्वे में गळगण्ड 
तथा अनेक गण्डं को गण्डमाळा और भावप्रकादा ने प्रथम 
गण्डमाला तथा उनके पक के फूट कर वहने पर अपची नाम 
दिया है । डावटरी मत से अपची को Chronic tuberculous 
_ lymphadenitis या स्क्रोफुळा ( Scrofula ) कहते हैँ | इसका 
घान कारण तय का जीवाणु माना गया है। इस रोग में 
शरीर की लस्रीकाग्रन्थियां ( Lymphatic glands ) विकृत 
होकर वढने लगती हैं, पकती हैं और फूट कर पूय वहाती हैं 
फिर नई पकती फूटती हैं ऐसे वर्षा तक यह रोग पिण्ड नहीं 
छोडता है अत एव वाग्मटकार ने दूर्वा का उपयुक्त उदाहरण 
दिया है। ्रथा--“गण्डमालापची चेय दूर्वेव क्षयवृद्धिमाक्‌'-ूर्वावत्‌ 
क्षयवृद्धियुक्ता दूरवाप्रतानवदत्यन्तामादो न भवतीत्यर्थ 1 ( इन्दुः )1 
जब राजयच्मा के लक्षण अधिक बढ जाते हैं तव यह असाध्य 
हो जाता हे-पीनसपाइवंचलकासञ्वरच्छर्दिधुतास्त्वसाध्या" 
( चरकः ) । केवळ गले की अन्थियों के वढने को कण्ठमाला 
या गण्डमाला कहते हैं। चरक ने गले के पारव सें उत्पन्न 
राण्ड के ही अनेक होने पर गण्डमाला कहा यह ठीक है परन्तु 
जो गले के सध्य में गळगण्ड रोग होता है वह भिन्न है उसे 
ग्वाइटर ( ७०६९7 ) कहते हैँ । निवड. खयडयंत्य सुष्कवछम्वते 
गळे । मदान्‌ वा यढि वा इस्रो गलगण्ड तमादिगेठ्‌॥ (भाव प्र०)। 
गात्रप्रदेशे कचिदेव!दोपाः 
सम्मूच्छिता मांसमभिप्रदूष्य | 


: यन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥ १५॥ 

€भडंद्निदान--शरीर के करिसी भी अदेश सें वढे हुये 
चातादि दोष मांस को दूषित कर के गोल, स्थिर, अत्पपीड़ा 
युक, वड़ा, गम्भीर धातुओं में फैळा हुआ, धीरे धीरे बढने 
वाला, कभी भी नहीं पकने चाला और मांस के उपचय (ददि) 
से युक्त ऐसे शोफ को पेदा करते हैं। आयुर्वेद शार के ज्ञाता 
विद्वान्‌ इस शोफ रोग को ade कहते हैं। यह वात से, पित्त 
से, कफ से, मांस से और मेद से उत्पन्न होता है तथा अन्थि 
के ial इसके अ हैं॥ १३-१५ ॥ 

ts दाः--अछु द्‌ al ट्यूमर ( Tamonr ) या नियोप्लाज्म 
( Neoplasm ) कहते हैं। इन श्लोकों में अहुंद का स्वरूप 
या परिभाषा, agg के कारण तथा भेदों का वर्णन क्या गया 
है। agg की आधुनिक परिभापा या व्यास्या-आारीर की 
किसी भी घातु में उसकी अत्यन्त वृद्धि से agg हो सकते हैं। 
यह एक प्रकार की स्थानिक अतिदृद्धि होती हे जिसका शरीर 
में कोई विशेष कार्य नही होता है और न कोई अन्त ही होता 
है। उनकी वृद्धि भी शरीर की वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। 
वह ब्णशोथ से भिन्न होता है क्योंकि त्रणशोथ का अन्त 
पाक में होता है। वातिक संस्थान का जिस पर कुछ भी 
नियन्त्रण नहीं होता है उसे age कहते हैं। कारण-अभी तक 
पूर्णतया किसी वास्तविक कारण का पता नहीं लगा है। 
सम्भव हे कई प्रकार की दशाएं या कारणकळाप मिलकर 
agg उत्पन्न क्रते हों। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी 
अणावस्था की धातुओं के कुछ भाग उसी दुशा में रह जाते 
हैं उनका विकास नहीं होता है अत एव उनमें बृद्धि करने 
की अत्यन्त क्षमता होती हे । जब किसी कारण ये उत्तेजित 
हो जाते हैं तव इनकी अतिद्ुद्धि के कारण ede उत्पन्न होता 
है। 'तत्रस्थाश्व विलम्वेरन्‌ भूयो हेतुप्रतीक्षिण Gee प्रभाव भर्जुंद 
को कहां तक उत्पन्न कर सकता है इसमें सन्देह हे किन्त ऐसे 
परिवार देखने में आते हैं जिनमें केसर या अन्य ae 
अधिक व्यक्तियों को आक्रान्त करते हैं। इसी प्रकार ङु 
सामान्य agg भी एक ही परिवार की कई सन्ततियों में 
निरन्तर उत्पन्न होते देखे गये हैं । व्यवसाय से इसकी उत्पत्ति 
का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता हे। बहुत से 
रोगियों में ade किसी आघात के पश्चात्‌ उत्पन्न होते देखे गये 
हैं ( स॒श्प्रिहारादिमिरदिते<्ट्टे ) । ओष्ट, जिह्वा, स्वन, आमारय 
गर्भाशय ग्रीवा तथा त्वचा के अछुद्‌ इसी प्रकार उत्पन्न होते 
हैं। eg विद्वानों ने विशेष प्रकार के पराक्षयियों को संक्रामक 
रोगों की तरह अवुढोस्पत्ति में कारण माना है किन्तु अन्वेषण 
तथा अयोगों से उनकी घारणा का समर्थन नहीं हुआ है । 
agg के भेद्‌-शरीर पर प्रभाव की दृष्टि से इनके दो 


~ 


बह सुश्रतसंहिता | 


PPPS LLLP LPI LL LA LPL LLL LS 


मेद होते हैं । (१) सामान्य (Simple) या सौस्य जिनके 
कारण मुत्यु होने का भय नहीं रहता है। (२) नातक 
lah went) जिनके कारण जीवन का नाग या AY होती दे 1 
सामान्य was से निम्न युग होते ई--(१) प्रायः एक 
age होता हे अधिक ( अध्यर्छद या feds) कम होते EI 
(०) इनकी ae घोरे घीरे होती हे ( चिरद्ृद्धि )1 (३) एक 
कोष से परिवेष्टित होते ढे जिससे छेदन करने पर समग्र 
निकाले जा सकते हैं शत एव छेदन के वाद घुनरतपत्ति होने 
का भय नही रहता है! (४) इनमें बहुधा ब्रणोत्तत्ति और 
रकत्नाव नहीं होता दै! डिसी किसी में दबाव के कारण ऊपर 
का चर्म चत हो जाता है तव AN बनते हैं। (०) शरीर पर 
बुरा प्रभाव नहीं ढालते हैं किन्तु मर्मस्थान पर दवाव पडने से 
OU प्रमाव हो सरना हे जमे स्वरयंत्र मे उत्पन्न हुये सामान्य 
age की gfe से -arnatta ( 457७7४५ ) होकर सत्यु हो 
सकती ह। (६) इनकी सूकम रचना आसपास की धातुओं 
की रचना से बहुत कडु समान होती है। 
चातक अछुंद--(५) इनकी सामान्य अरदो की अपेक्षा 
शीघ्र वृद्धि होनी है। (२) इनकी सीमा परिमित न होने से 
चारों ओर झी घातुओं में oS रहते हैं। कभी कभी इनका 
विस्तार अयन्त दूरवर्नी अडा में हो जाता हे (2) इनमें 
छेदन के पश्चान्‌ घुनरःपत्ति होने की अत्यन्त मदि होती दै 
क्यों कि दूर दूर तक फळे हुये होने से मगेप दोष रह जाते हैं- 
worn दि योध्वुदानि करोनि arene पुनर्मवन्ति। नस्माद- 
amt FER इचु सञ्चेपाणि यवा दि व्हि ॥ (2) इस 
पर कोई आवरण नहीं होता है। (०) यद्यपि इनकी 
संरा एक होती है किन्तु दूरवर्ती अङ्गां में गौण wag या 
द्विरद या अव्यबुंद ( Metastat ० growths or secondary 
१०2) करने की प्रदृत्ति होती है। जिससे ये असाध्य हो 
जाते ई-दिरइँ तचच म्वेटमाध्यन' (६) चर्म को आक्रान्त कर 
उसमें त्रग चन जाता दै जिससे रक्तताव हो कर पाण्डु रोग, 
अवसाद आदि छत्तण उत्पन्न होते हँ---एक्तश्षयोपद्रवपी डितत्वा- 


त्याण्टमवेदवुंदपीदिनत्नु 1 (७) इनसे एक प्रकार का विष उत्पन्न 
हो कर रक्त द्वारा शरीर में oma होता रहता हे जिससे रोगी 
कु जोर दुर्बळ हो जाता है। शरीर की मित्र २ धातुओं में 
उत्पन्न होने के अनुसार भेद--संयोजक og से उत्पन्न 
सामान्य बर्डुद जसे-वसाईड ( 1१०७५ ), पीचार्चुद्‌ ( Zent- 
०5 ), काटिळेनाडुद ( Coondroma है जस्व्यचुद ( O-teo- 
ma), सन्ाइंद (Myeloma), मांसाडंदू (Myoma ), 
सौत्राबुद ( Fibroma ), ब्लेप्मारईद ( Myxoma ) मिश्राइंद 
(Ghoms + नाड्य ( Nearoma ), eran ‘Odontoma), 


धट ¢ र ma), 
tty tag ( Papilloma ), 


wis घातु से उत्पन्न घातक अइंद--साकोंमा ( Sare 
coms ) यह अंद अन्य्याचरण, अस्थि, मज्ञा और चर्म सें 
प्राय उत्पन्न हता ६1 इनमें रक्तसद्धार की अधिकता के 
ही TEA की आशङ्का रहती है। edz के कोपाणु या 
छोटे छोटे भाग सुड से प्रथकू दो कर मिराजओं द्वारा दूरवरचा 
agit पहुँच कर वद्दां गोण वृद्धि प्रारम्भ कर देते हैं। 
सार्कोमा के नेद-५०॥॥ 707 


झा & nd celled, large round celled 
आदि सेल के भनुप्तारा तथा Fibro Sarcoma, ostleo care 


_ कस 
म SD 


coma, myo sarcoma आदि धातु की अधिकता के उदाहरण 
हैं। कुछ का नामकरण उनके रंग के अनुसार भी होता ह। 
उपकछा से उत्पन्न मडुद्‌--(१) सामान्याईद जसे अज्ठराबुंद 
और अन्ध्यतचुंद ( 5१९0००० )। (२) घातक way जैसे केसर 
या कार्सिनोमा ( Cancer or carcinoma )-यह वाह्य तथा 
श्लैप्मिक त्वचा में प्रायः उत्पन्न होता हे । होठ, निह्वा, सुख, 
अन्नप्रणाळी, जठर, आन्त्र, Aes, Prat में गर्भाशय और 
स्तन, पुरुषों में अष्टीलाग्रन्यि तथा Rat इसके प्रधान स्थान 
$1 आयः यह रोग ४० वर्ष की आयु के वाद होता दै। इस 
agg के पष्ट पर कभी कमी गोभी के फूळ के समान agi उठ 
आते हँ ( मांसाइरेराचितम्‌ ) तव इसे Fangating cancer 
कहते हैं। कभी २ Sy काळ के पश्चात इसमें an भी वन 
जाता हे जिससे खाव बहता रहता दे त्रव॒त्यजत्न afi’ 
पूयोत्यादक जीवाणुओं के प्रवेश से यह ara अत्यन्त दुर्गन्धित 
भी हो सकता है। गर्भाशय, गुदा आदि आन्तरिक अङ्गा के 
केन्सर में wear भी होता रहता हे । अन्नप्रणाली में- होने 
से भोजन निगलने में वाघा, aaa में होने से पाचननाश 
तथा वमन होता दै तथा साथ में रक्त भी निकलता दै । रक्त- 
क्षयादि कारणों से रोगी दिन-प्रतिदिन क्षीण या शुप्क होता 
जाता दे। यह रोग यूरोप तथा अमेरिका में अधिक होता दै। 
वहां के निवासी मांसाहार नघिक करते दे अत' यह हो सकता 
है 'एतद्धवेन्नासपरावणस्थ? । अनेक प्रयोगों से सिद्ध हो गया दै 
क्रि यह संक्रामक नहों होता है। शख्रकर्म के समय अर्बुद Os 
तोलिय़ा से ढका रहे तथा छेदन के पश्चात्‌ तौलियों से टके 
इये अङ्ग को दूर हरा दिया जाय । चाक के अरुंद के सम्पर्क में 
आने पर उसके द्वारा age के कोपाणुओं का दूसरे स्थानों में 
पहुंचना और गौण वृद्धि उत्पन्न करना सम्भव दे | केन्सर चार 
प्रकार का होता है । (१) एपियिलियोंमा ( Apithelioms ) 
(२) Spheroidal—celled cancer, (३) Columnar cancer, 
(2) Coloid cancer, 
दोषः seat रुधिरं सिरास्तु 
सम्पीड्य सङ्कोच्य गतस्तु पाकम्‌ | 
साखावमुन्नह्मति मांसपिण्ड 
मासाङ्करराचिवमाशु वृद्धिम्‌ ॥ १६॥ 
खवत्यजखं रुधिरं प्रदुट- 
ससाव्यमेतट्रुधिरात्मकं स्यात्‌ | 
रक्तक्षयोपट्रवपीडितत्वात्‌ े 
पाण्डुभवेदर्वुदपीडितस्तु BC 
रक्ताइंदु-मिथ्या भाहार-विहार से दुष्ट हुए वातादि दोष 
रक्त तथा सिराओं को संपीड़ित तथा सङ्कचित करके पाक को 
प्राप्त हो कर खावयुक्त तथा सांस के age से व्याप्त एवं शीघ्र 
बुडि से युक्त मांसपिण्ड को उत्सेघ युक्त कर देते ढे तथा 
उससे निरन्तर दूषित रक चढता है। थह रक्ताडुंद असाध्य 
होता दै। age रोग से पीडित व्यक्ति रक्तत्तयरूपी उपद्रव 
से पीड़ित होने से वर्ण में पाण्डु (श्वेत रक्त पीत) हो जाता है ॥ 
विमर्णः--गतस्तु ne’ इसके स्थान में तितल्वपाकुम? 


ul अन्यत्र पाठान्तर उत्तम है क्यों कि अदो में पाक नहीं 
वाहा 


अध्यायः ११ ] 


युष्टिप्रहारादिभिरर्दितेऽञ्गे 
सासं प्रदुर्ट प्रकरोति शोफम्‌ | 
अवेद्नं स्तिग्धमनन्यवणे- 
सपाकमश्मोपमससप्रचाल्यम्‌ ॥ १८॥ 
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य बाढ- 
मेतद्भवेन्मांसपरायगस्य | 
मांसाचुदं त्वेतदसाध्यमुक्त 
साध्येष्वपीमानि चिवजेयेत्त ॥ (६॥ 
dined सर्मेणि ay जातं 
स्रोतःसु वा यच्च भवेदचाल्यम्‌ )। २० ॥ 
मांसादुद--सुटिप्रहार आदि से पारीर प्रदेश पर आघात 
पहुंचने पर वहां का मांस दूषित हो कर स्वल्प पीढ़ाकारी, 
स्पश में चिकना, स्वाभाविक वर्णयुक्त, नहीं पकने वाळा, पत्थर 
के समान कड़ा तथा अप्रचाल्य ( स्थिर ) शोफ पैदा होता है। 
जो व्यक्ति मांस खाने में अधिक तत्पर रहता है तथा जिसका 
मांस दूपित हो जाता हे उसके देह में यह मांसार्डुद रोग पेदा 
होता है तथा यह असाध्य होता है तथा साध्य अचुदों में इतने 
को वर्जित कर देना चाहिये--जो aga वहता हो, जो मर्म- 
स्थान पर पेदा हुआ हो तथा जो नासा या रस-रक्तादिवह 
Maa या अज्नवह महास्नोतस में उत्पन्न हुआ हो एवं जो 
भचाल्य ( स्थिर ) हो ॥ १८-२० ॥ 
यञ्जायतेऽन्यत्‌ खलु पूर्वेजाते 
ज्ञेयं तदध्यवुंदस्ुदज्ञैः | 
यदू इन्द्रजातं युगपत्‌ क्रमाद्दा 
faxge तच भवेदसाष्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

J भध्यर्चुद तथा द्विरद छक्षणफ--पूर्व में उत्पन्न हुये अडुंद 
के स्थान में या उसके सन्निकट जो दूसरा sae उत्पन्न होता 
हे उसे aden विद्वान्‌ वैद्य अध्यर्चुद कहते हैं । जो प्रारम्भ ही 
में दो संख्या में age पेदा हुये हों अथवा क्रम से एक के वाद 
दूसरा vag पेदा हुआ हो उसको द्विरद कहते हैं तथा ये 
दोनों असाध्य होते ह ॥ २१ ॥ 

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वा- 
न्मेदोऽधिकत्वा्च त्रिशेषतस्तु | 
दोपस्थिरत्यादू azarae तेपां 
सर्वाचुँदान्येच निसगेतस्तु ॥ २२॥ 
wal में कफ की अधिकता होने से तथा मेद की विदेष 
अधिकता होने से एवं दोपों की स्थिरता होने से तथा अन्थि 
रूप ( कठिन ) होने से स्वाभाविक तौर पर सभी प्रकार के 
adage पकते नहीं हे ॥ २२॥ 
चातः WHAT गले TTS 
सन्ये तु dae तथेव सेदः | 
कुन्ति गण्डं क्रमशः स्वलिङ्गैः 
समन्वितं तं गलगणडमाहुः ॥ २३॥ 
यळगण्डनिदानादि वर्णन--वायु और कफ गले में वढ 
कर मन्या और मेद का आश्रय करके क्रमशः अपने भपने 
३५ सु० 


निदानस्थानम्‌ | 


२७३ 


लक्षणों से युक्त गण्ड रोग को उत्पन्न करते हैं उसे गलगण्ड 


कहते हैं ॥ २३ ॥ 


विमर्श!--जमश इत्यनेन शनेरेव वर्धन दर्शयति, वातकफमेदा- 
सि एथक्‌ गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एव गलगण्डा., पैत्तिकस्त न 
भवत्येव, व्याधिस््रमावाद चातुर्थिकज्वरवत. ॥ ( मधुकोपः ) 1 
भोजोकगलगण्डलतणम्‌--मदान्तं शोधमदप वा हजुमन्यागला- 
श्रयम्‌ । लम्तरन्त मुष्कवद्‌ दृष्टा गलगण्ड विनिदिशेत्‌ ॥ इसे घेघा या 
्वाइरर (७०४८०) कहते हैं। यह गरे की थायराईड ( Thy- 
rod) ग्रन्थि के वढने से होता हे । यह ग्रन्थि बाल्यावस्था 
सें शरीर की वृद्धि तथा आहार-परिवर्तन का नियन्त्रण करती 
हे । यह अन्थि खाद्य-पेय geal से (1०३०९) को ग्रहण कर 
थाईरोक्सिन (707०1०९ ) बनाती है तथा यह रक्त में मिल 
कर उक्त शरीरकार्य करता रहता हे | थाइरोबिसन की कमी से 
शरीर मोटा तथा अधिकता से दुवला हो जाता है। एक चहि 
नेत्रगलगण्ड ( Exophtholmic goiter) भी होता है जिसमें 
रोगी की आंखें चाहर निकळ भाती हैं, पलक बन्द नहीं कर 
सकता है, हृदय गति १२० से १५० तक हो जाती है, ग्रीवा 
की घमनियां दूर से ही फडकती हुई दिखाई देती हैं, हाथ 
कापते हैं । रोगी चिडचिडा हो जाता है । 


तोदान्वितः झष्णसिराऽवनद्धः 
BASH वा पचनात्मकस्तु | 
मेदोऽन्वितश्चोपचितश्च काला- 
दूवेदततिस्निग्धतरोऽरुजश्च ॥ २४॥ 
पारुष्ययुक्तश्चिरद्धयपाको 
यदृच्छया पाकमियात कदाचित्‌! 
चरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तो- 
भवेत्तथा ताछुगलप्रशोषः ॥ RL ॥ 
वातिक गलगण्ड ऊक्षण--सूई चुभाने की पीडा से युक्त, 
काली सिराओ से व्याप्त, वर्ण में काळा या अरुण वातिक गछ- 
गण्ड होता है। कुछ काळ के पश्चात्‌ चढ़ जाने पर चरवी से 
युक्त हो जाने से स्पश में अत्यन्त चिकना तथा वेदनारहित 
हो जाता हे । एवं कठोरता युक्त, देर से शुद्धि और नहीं पकने 
वाळा होता दे । कभी कभी seat या आगन्तुक कारणों 
से पाक को भी प्राह होता है। इस प्रकार के गळगण्ड से 
पीडित मनुष्य के सुख की विरसता तथा ताछ और गले में 
शोप ये SIT होते हें ॥ २४-२५ ॥ 


स्थिरः सवर्णोऽल्परुशुग्रकण्डः 
शीतो महांश्रापि कफात्मकरस्तु | 
चिराभिवुद्धि कुरुते चिराच्च _ 
प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ ॥ ९६ ॥ 
ये च तस्य जन्तो- 
भेवेत्तथा तालुगलप्रलेपः ॥ २७॥ ग 
क्रफजगलगण्ड लक्षण-"कफ से उत्पन्न गळगण्ड स्थर, 
त्वचा के समान वर्ण का, अरप पीड़ा वाला, तेज खुजली से 
युक्त, स्पर्श में शीत, आकार में बढ़ा, देर से वढने चाळा तथा 
देर से ही पकताहे एवं पकने के समय कुछ पीड़ा होती दे तथा 


२७४ 


उल मनुष्य का सुख मीठा हो जाता दै और उसके ताछ प्रदेश 
तथा गले में लेप सा वना रहता हे ॥ २६-२७॥ 
लिग्धो ag: पाण्डुरनिष्टगन्धो 
येदःक्कतो नीरुगथातिंकण्डुः ॥ २८॥ 
प्रलम्वते$लावुवदल्पमूलो 
देहानुरूपक्षयवद्धियुक्तः । 
त्विग्घात्यता तस्य सवेच्च जन्तो- 
WAST कुरुते च नित्यम्‌ ॥ २६॥ 
मेदोलन्य गलगण्ड छत्तण--यह स्पर्श सें चिकना और 
सुछायम, वर्ण में पाण्ड, twa चाळा, पीडारहित तथा 
अधिक खुजली वाळा होता है तथा गले सें तोम्बी के समान 
SATA ह, सूळभाग में पतला होता है तथा दारीर के अनुसार 
ही gem सौर चढता है। इससे पीडित ager का सुख चिप- 
दिपा सा रहता है। तया उसके गले में सदा अस्पष्ट शब्द 
होता रहता हे ॥ २८-२३ ॥ 
कच्छाच्छवसन्तं wast 
संवत्सरातीतमरोचकातंम्‌ | 
क्षीणं च वैद्यो गलगणिडनं तं 
मिन्नखर॑ चेत्र विवजयेत्तु ॥ ३०॥ 
_ असाध्यगलगण्ड जक्षण--कट से सास लेते हुये, खदु या 
SAS सारे घरीर वाले, एक वर्ष से ज्यादा पुराने, अरोचक से 


पीडित, vin हुये एवं freer वाळे गल्गण्ड के रोगी को 
चेच वर्जित कर दे ॥ ३०॥ 


विमर्श -गळयण्ड के बढ़ने से श्वातम्रणाळी ( Trachea ) 

पर द्वाव पडने से श्वासङ्च्छु, अन्नप्रणाळी पर दृवाव पढने 
से भोजन fea सें कटिनता, नर्व पर दुवाव पडने से स्वर- 
भंग, रक्तवाहिनियो पर दवाव पढने से गळसिराओं का 
फूछना ( कृरगलिरावनद्दः ) तथा मस्तिप्क्गठ रक्तसंवहन में 
कमी होने से भ्रमादि can होते हें । यह रोग mer घातक 
नहीं होता हे । हां कमी कभी जव केंसर या श्वासावरोध होता 
ह तव घातक होता हे । 

~ faz: ¢ 

दः AQUA मुष्कवल्लम्वते गले | 

महान्‌ वा यदि वा हस्रो गलगण्डं तमादिशेत्‌ ॥३१॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने गलगरडनरडसा- 

ला ऽपच्य्युदनिदानं ae, 
ला$5पच्यद्ुंदनिदानं नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
St CI 
यळगण्डसामान्च छत्तणफ--ज्िस मनुष्य के गळे में शोथ 

frag ¢ मर्यादित ) at कर Ts ( ZU ) के समान लट 
कवा हे चाहे वह भाकार सें वडा हो या छोटा उसे गळगण्ड 
कहते हैं ॥ ६५ 1॥ 

इत्यायुवेदतच्वसन्दी पिकाभापायां गल्गण्डगग्डमराछा5पच्च- 

छुदुनिदान नामेकादशोड्घ्यायः ॥ ५९ ॥ 
ASTID, 


सुश्रुतसंहिंता | 


neo 


ट्रादकोऽध्यायः | 


अथातो बृदःथपदंराशलीपदानां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः २॥ 
अव इसके अनन्तर डदि, उपदंश तथा रळीपद के निदान 
का वर्णन करते हैं der कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
fea कहा था ॥ १-२॥ 
तत्रादौ बृद्धिनिदानम्‌ 
बातपित्तशलेष्मशोणितमेदोमूत्रान्त्रनिमित्ताः सप्त 
वृद्धवः | तासां मृत्रान्त्रनिमित्ते वृद्धी वातसमुत्ये केवल- 
सुत्पत्तिददेठुरन्यतमः ॥ ३ ॥ 
चात, पित्त, कफ, रक्त, सेद, सूत्र तथा आन्त्र के कारण 
वृद्धि रोग सात प्रकार का होता है । इनमें से सूत्रजन्य तथा 
आल्त्रजत्य बुद्धि वात के कारण होता हैं केवल दोनों की 
उत्पत्ति सें प्रधान कारण अन्यतम अर्थात्‌ मूत्रबृद्धि में ।मूत्र 
का बढ़ना तथा आन्त्रवृद्धि सं आन्त्र का आक्रार सें बृद्धि न 
होकर स्वस्थान से आगे के स्थान में चटना ( उतरना या 
खसकचा ) है ॥ ३ ॥ 


अघः प्रक्ुपितोऽन्यतमो Re फलकोड्ावाहिनी- 
रसिम्रपद्य धमनीः फल्कोशयोबृद्धि जनयति, तां वृद्धि” 
मित्याचचक्तते ॥ ४॥ 


५/उद्रशुहा ( Abdominal ०३४५५ ) के नीचे के विभाग में 
अर्थात्‌, श्रोणियुदा ( Pelvic cavity ) में प्रकुपित eat वातादि 
त्रिदोषो में से कोई भी एक ( वात) दोष फळ ( aw) 
तथा उसके कोष में जाने वाली घसनी में जाकर फळ तथा 
कोप की वृद्धि करता है उसे बृदि कहते Ene ॥ 
विमर्श-अण्ड की चुद्धिया शोथ को Orchitis कहते 
हैं तथा एवृपणवद्धि को Scrotal swellmg कहते Zl चरक 
ने वृद्धि को aca लिखा है-अरध्तोडनिलायैइपणे स्वलिज्वेरन्तं 
निरेति प्रविशेन्मुइश्व ॥ मृत्रेण पूर्ण ag मेदसा चेत. fered च विद्यात्‌ 
afore शोथन्‌॥ ( चः चि १२) 1 
तासां भविष्यतीनां पूर्वेरू्पाणि-वस्तिकटीसुष्क- 
मेढ पु वेदना मारुतलिभ्रहः फलकोशशोफश्चेति॥ ५ ॥ 
Jae पूर्वरूप--उन होने चाळी बृद्वियों के पूर्वरूप में 
वस्ति, कटी, सुप्क और लि में पीडा, अधोवात का निरोध 
तथा फळ कोर कोप में शोथ ये रूच्षण होते हैं ॥ ५॥ 
तत्रानिलपरिपूर्णी वस्तिसिवाततां परुषासनिमि- 
तानिलरुजं वातवृद्धिमाचच्तते | पक्कोडुम्वरसङ्कादां 
ज्वरदाहोष्मवतीं चाझुससुत्थानपाकां पित्तबृद्धिम्‌ । 
कठिनामल्पवेदनां शीतां कण्डूमतीं शलेष्मब्वद्‌ घम्‌ ॥ 
उन बृद्वियां में जो वात से भरी हुईं मशक की तरह 
ग्रवीत होती हो, स्पर्श मे कठोर हो तथा विना कारण ही पीडा- 
कारक हो उसे वातजन्य इदि कहते हैं। जो पके हुये गूलर 
के फल के समान चर्ण की तथा ज्वर, दाह और उप्णता से 
युक्त हो एवं शीघ्र ही पेदा होने वाळी तथा पकने वाळी हो 
उसे पित्तजन्य बुद्धि कहते हें । जो स्प्च में कठिन, अल्प 


अध्यायः १२ ] 


निदानस्थानम्‌ | 


- 


९५५ 


TTT 


OS at RO. 


पीदा वाळी, शीतड तथा sage हो उसे कफनन्य वृद्धि 


१ 


कहते इं दा 
_ Beer पित्तव्ृद्धिलिज्ञा cated । सदु 
Tara कएइूमतीमल्पदेदनां तालफलप्रकारां 
मेदोइडद्धियू Hoi 

wan gees—a काळे फोड फुन्सियों तथा 
पित्त की बुद्धि के ळ्लर्गोसे चुळ हो उसे welk कदवे ह 


NG 

स्निग्ध, Stee, अट्यपीडा वाळी तया 
ताळ फड के समान व्गाळार 

~ विमर्भ-रच्न्न वृद्धि को दीमाटोशील 
कहते दै lags भावात से, सृत्रज of का पानी निका 
लनेसेचा धूप गत म॑ घातक न 
रख का सञ्चय sat होती aaa 
( E’ephanti2sis of the scrotam 


मूत्रसन्वारगशीलन्य नत्रवृद्धिर 


वोऽम्डुपूयां दृतिरिव Gar मूत्रकृच्छं वृ 
aad कोशयात्रापादर्याते, ता Paste 3 


a 
waa of चग मूत्र 
रोग होता द्वे 1 वह चलते हुये मनुष्य के ASI मराक 
तरह छमित होनी है था डप-डप था थळ-थळ शब्द 
है पूर्व AES, 
waa करती इ उसे सूत्रदृदि 


(> 
a 


~ विमर्शः~अण्डकोप तया 
पूय नहीं होता, सखित्र होने 
( Hydrccele) azar 3 1 इसक्र 
काया मत्र का कोई सम्वन्ब नहीं 
ख्सीका होता है और निस प्रकार नलोदर 
नियों से yet छसीका vest होती ह 
कोप की ठसीकावाहिनियों से चूकर Salat कोश 
होती दे 1 कारग-र्‍पूर्गल्य से वास्तविक कारण का पता नहीं 


ay 
> 
Rt 
al 
श 
a 


Lae 


1 ave 
रोदा में 


५ aie 


=e 


छ्या दे। fier, Jo पी० की तरफ अधिक द्वोता दे। कड 
रोगियों में Rez या सिफछिस तथा क्षय के साथ एवं जीगं 


ait के पत्नाव भी यह हो जाता दे । छच्चग-द्वव के सबच्चित 
होने खे ASST का आकार वदा होकर गोळ या अण्डे के 


i 
समान दीखता दे । अधिक द्रव saga बडे नारिबळ 
Sl zea 


बढ़ी एरपड ककडी सा भी दिखाई देने ळगदा 
से वृषगमन्यि पीछे की 
उपर की भोर FI रज्ठ को 
इसकी पुक मुख्य परीक्षा यह हे 
ले आकर Wass के एक पारव में टाच या अकाश डालने 
से था मोमवत्ती जळाने से दूसरी ओर हल्का प्रकाश दिखाई 
देया तथा कोप के भीतर की वस्तु चमकती हुई ore दिखाई 
देगी 1 भीतरी gan अन्यि भी दिखाई देगी। रोग के पुराने 
होने पर यद अकाय परीचा (Light trannllamination ) 
नहीं मिलेगी । दूसरी परीक्षा eee कोद जो पुक तरफ 
amis द्वारा इळ्का आधात करने से दूसरी ओर कंपन दिखाई 
देवा हे। कमी कमी ale वृद्धि होने से कोय के त्वचा के 


प्रतीत 
रोगी को अंवेरे कमरे में 


= 


OLD 


भीतर Rens चले जाने से मूत्र दृपग-वचा पर होकर 
बहता दे जिससे खुजली उत्पन्न होती दै एवं व्रपगरज्ञ में 
सनाव होने से पीडा प्रवीत होती £1 ate निदान में 
हर्निया am अन्य agate gas करना जठरी दै 1 
दावने से यद्द उदर में नहीं समाता तथा रोगी के खांसने 
पर उसमें सरसराइट सी प्रतीति भी नहीं होती हे । हर्निया 
तया aac कोप द्वारा प्रका परीक्षा नहीं मिलती हा 
रोग क मेद-अण्डवेधन मछातिदृद्धि (Vaginal hydrocele,, 
इसके निम्न मेद द! (4) तरगञनळातिवूद्धि ( Ante hyd- 
70226 ) (२) सहन जरातिब्ृद्धि (Congenital hydroze'e), 
(३) देंगवीय जछातिदृद्धि 71८1551712 hydrocele,, (2) द्विको- 
पीय जछातिदृद्धि ( Bilocular ४77००९९), (५) जातोचर- 
जळानिच्रृद्धि { Aquired hydrocele): ama जछाति 
बदि ( Eacysfed bydrocele), (a) उपाण्डीय चलातिं 
वृद्धि (Hydrocele of epididymis‘, वृपगरज्युगत 
जलातिदृद्दि आदि । 
भारददरणवलबद्वित्रददवृत्तभ्रपतनाद्रिमिरायासविशेपे- 
बायुरतिग्रवृद्धः प्रकृपितत्न त्यूलान्त्रत्येतरत्य चेकदेशा 
विशुणमाद्रायावो गत्वा वक्षक्षगसन्धिमुपेत्य अन्थि- 
aun स्थित्वाऽग्रतिक्रियमाणे च कालान्तरेण फलकोशां 
प्रविश्य सुघ्कशोफमापाद्यति, आव्मातो वस्तिरिवाततः 
seta: स शोफो भवति, सशव्दमवपीडितत्रोध्यमुपेति, 
त्रिसुक्तत्च पुच्राव्मायते; तामसन्त्रत्रद्धिमसाव्या- 
मित्याचक्षते ॥ ६ Ul 
*“कन्त्रवृद्धि--योने उठाने से, अधिक वळ्वान के लाथ 
esau ara गिर पढने आदि विशेष परिश्रम के 
कारण अत्यन्त वटी हुई तथा प्रकुपित हुई वायु स्थूछान्त्र तथा 
छुदान्त्र के पक भाग को संकुचित करके नीचे की ओर जाकर 
gan सन्धि का आश्रय करके अन्यिरूप से स्थित होकर 
चिक्वित्या नहीं करने से तथा कड समय Tat पर फलळोय 
में जाकर qos (arena ) को mage कर देती दे! इस 
avg यह ata जावध्मानयुक्त तया वस्ति के समान Get हुआ 
होता ढे 1 इस शोथ को दृवाने से शब्द करता = ऊपर को 
ओर उदर में चछा जावा ह चथा दवाव छाड दंन पर उन 
फलकोप में आकर GSA का सा दो जाता दै । इसको असाध्य 
araghy रोग कहते दं ॥ ९॥ ; 
Rad meres चेति। AAT वदा । (ae be »s 
वियुनीइल्वेनि सठुःवीडत्य, दवियुगोळत्वेति पाठान्तरे 5 सङ्गीवेन 
दियुगोहत्येति ( मधुकोपकारः) । वस्तुतस्दु न तो आन्त्र में 
ghana संकोच होता दे ठया न गणी 
होती = fea आन्त्र अपने स्थान से मार्ग मिलने पर 
की ओर उतर जाती है नव एव अष्टाइसंग्हकार ने चढा भाव 
स्पष्ट ढिख दिया दे “लिति नवेद! । ढाक्‍्टरी मे इस रंग 
को efter (Hernia) कहते ढें1 न केवळ आंत oa 
भी ag अपने स्थान को छोड कर किसी मार्ग द्वारा अन्य 
स्थान में चला जावा दै उसे en wed द rel त्तरद 
मर्तिप्क, SISA, आंत्र आदि की दान दोती € जसे उदर 
ळं पूर्वमिचि + उत्पन्न पूर्वी हर्निया ( Ventral hernia ) एवं 
ai पूर्वमिचि सटर पूर्वी द्व 


ott 
G 


कटिपार्ब हर्निया (Lambar hernia). सद्दाप्राचीरा का दर्निया 
( Diaphragmatic hernia ) नामिद्दनिया ( Umblical her 
row) आदि होते इ! fea आन्त्र छी दर्निया भधिक होती है 
अत एव इसळा नाम SATS पड गया ह । रोगी क खासने 
या किसी अकार के चळ करने से आंतों चा आंतों का छद 
भाग अण्डकोष, ऊर तथा नामि इन तीन में से किसी एक में 
उतर जावा दै । नामि छी दर्निया अविक्तर बच्चों में होती 
है। अन्त्रियों का eg भाग नामि के दिद्र द्वारा चर्म के नीचे 
पहुंच जाता दे जितले उदर क उपर एक ASI हुआ सा 
san दीखने ख्यता दै जिसे हाथ दारा ढवाने से गडगड 
शब्द करता हुआ उदर में चला जाता SI कारण-घ्रायः हर्निया 
के सहच तथा जन्माचर पेसे दो मुख्य कारण होते ह~ 

(५) सहज कारणों में अण्डञ्रन्वि का उद्रयुहा से देरी में 
बृपग में उतरवा, उदर से FIN तक के माग का पूगरूप से 
बन्द न होना, उद्रमाचीर-मांसपेश्चीदात्रल्य, आन्त्रनितन्विनी 
की अविक orate आदि तथा नामिदर्निया ने चामिठिद्र का 
बन्द न होना आदि प्रधान हैं । 

(२) जन्मोचर कारण-उद्रपेशिया की दुर्वळ्या, उदरशत्र 
छसे क पत्रात वहां की त्रगदस्तु या रोहित घातु क च्ढ न दोने 
से या उदर पर ञावात हाने से पुत बोल उठाने, तीब्र पुराना 
fara, मळ्मूत्रादि के उत्सय में नोर का इन्यन, तीन कास 
आदि ग्रघान 21 आन्त्र at दनिया भी कई यकार का 
दावा दै । आयुवद मत से निम्न नेद हो सकते दॅ-- 

(9) 30% आन्तरि (Inguinal hernia इसमे 
आन्त्र चंचणसुरद्द (117०1८5) cacal ) से होती इई weste 
की सार जाती दे जता कि भोज ने भी fear B— as द्वि 
घमादाय Saas cera) (२) अग्राउफल्कोपदृद्धि चा 
अपू आन्त्रद्ठद्ि (Incomplete hernia er ७२०७००००९९) 

अप्राप्तल्ठकोणब ठाबृद्धिरमो दिनः (३) कोपगप्राप्तदुद्धि चा 
पूर्ग आान्त्रत्रद्रि ( Complete hernia »—shasiey बनव’ 
इसमें आन्त्र वंचगीडिट में से होकर अग्डग्नन्धि क॑ ऊपर व 
पहुंच जाती हे । ऐसे हर्निया के मुख्य वीन भेद होते हँ-- 

(४) जव अन्त्रियाँ चंच्रणी नलिका में होकर अण्डकोष में 
पहुँचर्ती ईँ वव उसे वंचजी हर्निया (Inguiral hernia) 
कहते cl इसक वळ आर wa ऐसे दो नुख्य नेद द्वोते हं-- 
चकवंदणी इनिया (001८० inguiral ८४:०७ ) के भी निम्न: 
Hg होते दै-३-जातोचर वक्तवंचणी इर्निया ( Acquired 
oblique inguinal herma) २-पदन वक्र्वंक्षणीदर्निया 
{ Conzeattal obliqre ingmnal hernia) ई-आवेरित 
इनिंचा ( Infantile or ensysted hernia) वंचणीहर्निया के 
Eat Az को Saat इर्निया (Direct inguinal hernia) 


Sea 21 
Sea | 


(2 अस्त्रिचां atdtafeer (Femozal canal मं 
होकर fas द्वारा आर्वी घननी और सिरा उर ope के 
ऊपरी भाग में पडुंचची ह चव आर्वी हर्निया (Femoral 
hernia) कहलाता है। यह अविक्रतर ब्रियों में होता 
इसका कारण रोति का अविक चोडा दोना माळम होता है 
निससे नलिका की चोदाई सी बढ़ जाती हैं। और्वी नळिक्रा 
के तीन साग होते हैं । वादरी नागा में और्वी धमनी, बीच 


§ सुश्॒तसंद्विता | 


» 


bE eae te ee eee 
भाग में atef सिरा तथा तीसरा भीतर की ओर स्थित खाली 
भाग हे जो कि ऊपर की ओर भी कुछ वसामय घातु खे चन्द 
रहता हे, नीचे उर्‌ की ओर इसमें एक अण्डाकार दिठ रदना 
दे जिस पर चाळनी आवरणी ढकी रहती हे । जब हर्निया ऊर 
में उतरवीह तो वह नळिक्रा के इसी भाग में होती हुई आती ह। 
(2) नामिहरनिया--इसमें नामिच्छिट्र द्वारा आन्त्रावयव 
बाहर निकळ आते दे तथा नामिग्रदेश में उव्सेच उत्पन्न करते 
€ । नाळ काटने के वाद नामिपाक होने से यदि नामि ह दुर्बळ 
हो गई हो वो figs az वाल्या में यह रोग दिखाई उता 
हे लो युवावस्था तक स्वयं ठीक दो जाता ह! सुश्रुत ने इसे 
हुण्डिसज्ञा से fea द तथा चरक में आयानच्यायामोचण्डिता 
लिला दं । नाळ काटने की सरात्री इस में कारण माना ह। 
इर्निया की रचना--जिस समय अन्त्रियाँ अण्डकोष 
AMSA उतरती हैं टस समय उन्हे टडी रखने वाळी 
परिविस्तृद कछा के एक भाग को भी अपने साथ नीचे को 
खरीच छाठी हैं जो इन्हें यदां मी टके रखता = वह दर्निया का 
कोष (82०४ ) कहछाता दे चया इसके भीतर जो ag होते 
हँ उन्हें उसके अवयव sea हैं जो कि निम्न आन्त्र 
का कुछ माग, आन्त्रिककला (Mesentry), age (Coecom). 
SESE, qa ठया कभी कमी डिर्वमन्थि तया ढिम्व- 
amet भी मिळ्ते हैं। हर्निया की विकृत दशाएं-जव दर्निया 
सें कोई विक्रार लेसे उसमें शोय, अवरोध होते है तमी रोगी 
चिकित्सक के पाख आवे Sl लब तक हनिया स्त्र्यं ही उदर 
के भीवर लोट जाती दे तत्र ठक रोगी केवळ एक पेटी (Tress) 
को टगाकर या कस कर ळगोट बाँध के काम चलाते रहते 
ईं । दी्घक्ाळिक हर्निया में रोगी स्वयं ही उसे दवाळर उदर 
के भीतर कर देता है, नहीं दुवने पर ही चिकित्सक की शरण 
लेनी पडती है । निम्नविक्षत sa होठी हैं- 
~(५) aaee हर्निया ( 80205०5123 Hernis ) होने पर 
पीडा, स्वव्धता, मूर्च्छा, Aas, शीतस्वेद, ALAM, वमन 
आदि तथा अन्त में कोय set Tq 
~@) श्ोथयुक्त हर्निया (inflamed Hernia )--अमिवाठ 
से था कर्षग के समय अन्त्रियाँ को इदि पहुंचने से होता दे । 


स्वरप अळनि'खरण, मितली, चमन, ज्वर, इनिया स्यान 
वनाव युक्त, छाळ, उष्ण आर स्पद्मासद्य होता दै। aa 


हर्निया में ज्वर नहीं होता द तथा ata में अवरोध होने से 
मळ वमन के साय निकछवा दे तया खासने से सरसराइट 
नहीं होती दे । इसमें ज्वर होता ह, थोड़ा थोडा मळ 
freed रहने ले वमन में ae नहीं निकछता तथा खांसने 
से खरखराइट होती है। 
~( ३) अकर्षगीय हर्निया (Irreducib'e Hernia )-- 
उसे कहते दे जब ein द्वारा हनिया के अवयवो को उदर 
स नहा Sea जा सकता ढे । इसका कारण प्रायः कोष 
वया अवयर्वा का जुड जाना होता हैं। हर्निया के जीर्ण होने 
पर तया अनुचित पेरी के उपयोग से ag उत्पन्न होता ह । 
(2) वन्वित हर्निया ( Obstructed Hernia )--चिसमसे 
हर्निया के कोष के भीतर स्थित अन्त्रियों द्वारा नळ जाये 
नहीं जा सकता हैं वहीं रुक जावा दे। यह दक्षा Zee स 
दै तया नामिहर्निया में पाई ज्ञाती दै 1 कारण-पाचन 


अध्यायः 42 ] 


निदानस्थानम्‌ | 


ee कककंकर कान कपकक कक कक कक eur RN SERRE NST 1कककककककककक्कककककक कक कक कक कक ककक क कककककक कक कक कक कक क क PT अजीब 
oN ४शणी000श000ए00ए0ए0ए0ए0एशएश0)0ए0ीए00शए0ी)?0?0ए?0ए0ए0शी0ए0शैीशिश?0शशशशशशीशशशशशश000000ए00000ए00श0ए000000ॅफ्स्प्प् न 


का विकार दै, कोपस्थ आन्त्रभाग में अपक्व भोजन का अवशेष | 
तथा थुप्क मछ के टुकडे सञ्चित होकर इसे पेदा करते हैं 
वमन, उद्रश्रूल आदि San होते हैं। 

सापेक्ष रोगनिर्णय-( diagnosis )--निग्न दृशां 
में दृपणवृद्धि हो जाया करती है । 

(१) आन्त्रब्वडि, (२) सूत्रबृदि, (३) रक्ततृद्दि, (४) मेदो- 
वृद्धि, (५) पिराइडि, (६) अण्ड्योथ, (७) उपाण्डशोय, 
(८) अण्ड के wae । आन्त्रबृद्धि में सांसने पर आंत का ऊपर 
नीचे जाना, दवाने पर उद्र में समा जाना, प्रधान लक्षण 
है। सूत्रवृद्धि में तरड अतीति, प्रकाश्मपरीक्षा मिळना प्रधान 
लक्षण हं ! रक्तजबृद्धि में gan पर चोट लगने का इतिहास, 
मेदोबृद्धि में वृषण की त्वचा मोटी तथा कर्कशा एवं श्लीपद 
ज्वरादि रत्तणों का इतिहास, सतिरावृद्धि में चाई ओर की 
सिराओं का फूळना तथा झोले में भरे केश्युओं का सा स्पर्श 
प्रतीत होना तथा यह युवावस्था में हस्तमेथुन करने से 
होता दै । अण्ड-उपाण्डाद्िशोथॉ में आघात का इतिहास 
तथा फिरक्ष या राजयच्मा के अन्य छ्तण।मिळना फिरङ्ग” 
जन्य इद्धि में केवल बृपणग्रन्थि का बढ़ना, पीडा न होना 
तथा संवेदना (ज्ञान) का नाश होना एवं राजयचमाजन्य 
वृद्धि इपग, उपदृषण नौर रज्जु में भी विकृति होना, वृपण 
का सावेढनिक ज्ञान रहना एवं अर्वेदुजन्य धृपणबुडि केवळ 
एक तरफ की ग्रन्थि में रोगारम्भ होना, धीरे धीरे रोग का 
बढ़ना, पीडा होना, वृषण की छसीका-ग्रन्थियों का Gear 
आदि अघान छक्षण होते हैं। इस तरह दृषणबृद्धि में उक्त 
प्रधान लक्षणा की सहायवा से तथा अन्य अपने अपने सार्व- 
देहिक लक्षणा का भलीभांति विचार कर रोगनिर्णय करना 
धाहिये। “रोगमादौ परीक्षेत? । व्याधेस्तत्तपरिशानन? | सर्वत, सर्वे- 
मालोच्य यथासन्भवमर्थविद्‌। ततोऽध्यवत्येत्तत्वे च कार्ये च तदः 
नन्तरम्‌॥ ( चरकः ) 1 First diagnosis then treatment, 

उपदंशनिदानम्‌ 
वत्रातिमेथुनादतित्रह्मचय्यांद्या तथाऽतित्रह्मचा- 
रिणां चिरोत्खष्टां रजस्वलां दीर्घरोमां कर्कशरोमां सद्ठी- 
णेरोमां निगूढरोमामल्पद्ारां महाद्वारामप्रियामकासा- 
मची च्यसलिलग्रक्तालितयोनिमप्रक्तालितयोनिं योनि- 
wives स्यभावतो वा 'दुष्ट्योनि वियोनिं वा 
नारीमत्यर्थयुपसेवमानस्य तथा करजदशनविषशुकनि- 
पातनाद्वन्घवाद्धस्तामिघाताच्चतुऽ्पदीगसनादृचोच्यस- 
लिलश्रक्ञालनादवपीडनाच्छुक्रमूत्रवेगविधारणान्मेथुना - 
न्ते वाऽभ्रत्तालनादिभिमेंढृमागम्य प्रक्कपिता दोषाः क्तते5- 
कृते वा श्वयधुमुपजनयन्ति, तसुपदंशामित्याचन्तते॥१०॥ 
अधिक मैथुन से, अधिक ब्रह्मचर्य से एवं अधिक दिनों 
तक ब्रह्मचर्य ब्रत धारण की हुई, चिरकाळ से स्वमद आदि से 
त्यागी हुई, रणोघर्म से युक्त, वढे रोमवाळी, Ta कोसवाळी; 
agit ( अधिक ) रोमवाळी, योनि में रोम जिसके हों, अल्प 
या सङ्कुचित योनिद्वार वाळी, महा ( विस्तृत ) योनिद्वार 
चाली, प्रिय न छगने वाळी, मैथुन कराने की अनिच्छा वाळी, 
खराब जळ से जिसने योनि प्रहाछित की हो अथवा जिसकी 


NNN NNN 
योनि प्रचाळित न की हो, योनिरोगाँ से व्याप्त, स्वभाव से 
ही जिसकी योनि दुष्ट हो किवा जिसकी थोनि विकृत या 
दूपित : ऐसी खी के साथ अत्यधिक मैथुन करने वाले 
मजुप्य के तथा नख ( करज ), दांत (ददान), विष औँ 
शूक के गने से, लिङ्ग को alae से, pant के Re 
आघात लगने से, चतुप्पद वाळी पशु जाति की खरी के साथ 
मेथुन करने से, खरात्र जळ से fez को धोने से तथा उसका 
पीडन करने से, शुक्र और मूत्र के वेय को रोकने से तथा मैथुन 
के अन्त में निश्च को नहीं घोने आदि अनेक कारणों से प्रक- 
पित हुये वातादि दोप क्त (ange) या अक्षत हुये शिक्ष 
में आकर शोथ उत्पन्न कर देते हें | इस प्रकार उत्पन्न हुये रोग 
को उपदश्च कहते ह ॥ १० ॥ 

विमदाः--अष्टाद्रसंम्रह्ह में ख्रीसम्भोय से निवृत्त का 
सहसा Aga करने को उपद्र में कारण माना हे-- ल्ञी- 
व्युवायचिवृत्तस्य सदसा भजतोब्यवा? । वियोनिहस्तजद्वान्वरमिति 
डल्हण , या विकृतयोनि ( Malformation of the vagina) | 
विप शुउद्चेति पृथक्‌ किंवा विपयुक्त शूक तथा चाषश्टाद्वसम्रहे$पि--. 
विषवच्छूकपरातनेः । शुक्र. सजन्तुजल्मलः, िङगवृद्धिकरयोगो वेति 
टढ्द्ण 1ऊपरजलेपु वाहुल्येन इच्यमानो जन्तुतुल्याकृति कश्चिदोपधि- 
Par शुऊ़ । ते च शऊा तसविपनिर्विषभेदाद द्विविधास्तत्र विषवन्तो 
रोगकारिणलया चोक्तमपि-कृष्णानि चित्राण्यववा श्यूकानि सवि- 
पाणि तु । पातितानि पचन्त्याशु ag निरवशेषत ॥ (इन्दुः ) 
वात्त्यायनोककामदत्रे तु--एवं वृक्षणाना जन्तूना शूऊरुपलिप्त 
ठिङ्ग दशरात्र तेळेन daa यावज्जीव gat नाम ओग 
विटानान्‌ ॥ 

स पञ्चविधद्धिमिर्दोपेः एथक्‌ समस्तैरस्रजा 112 ॥ 

यह उपदंश पांच प्रकार का होता है। तीनों दोषों से 
एथक्‌ एयक तीन, तीनों दोषों के मिलने से चौथा तथारक्तदुटि 
से पांचवा उपदंद होता हे ॥ ११॥ 

तत्र वातिके पारुष्यं त्वक्परिपुटनं स्त्धसेढता 
परुपशोफता विविधाश्च वातवेदनाः । पैत्तिके saz: 
खयथुः पक्वोडुम्वरसङ्काशास्तीत्रदाहः क्षित्रपाकः पिच- 
वेद॒नाश्च | शलैष्मिके श्वयथुः कण्डूमान्‌, कठिनः स्निग्धः 
शलेव्मवेद्नाश्च | रकजे कृष्णस्फोटप्रादुर्भावो5त्यथेमत- 
क्प्रवृत्ति: पित्तलिद्वान्यत्यथ॑ ज्यरदाही शोषश्च याप्य- 
Sq कदाचित्‌ । सर्वजे सर्वोलिद्वदर्शनमवदरणं च शेफ- 
सः कुमिम्रादुभांबो मरणं चेति ॥ १२॥ 

वातिक उपदंश में ककशता, खचा में द्रारें पढ़ना, शिक्ष 
में स्तब्धता ( कर्कशता, कठोरता या सुननता), रुच शोथ _ 
तथा अनेक प्रकार की वातिक पीड़ाएँ होती हैं। पेत्तिक उपदंश 
में ज्वर, शिक्ष में सूजन तथा पके हुये गूळरफळ के समान 
saul Gaia जलन,शीघ्र पाक तथा पत्तिक (योप-चोषादि) 
वेदनाएँ होती हैं । छैप्मिक sade होने पर शिक्ष में शोथ, 
खुजली, कठोरता, खिग्धता तथा कफ की वेदना होती हैं। 
रक्तजन्य उपदंश में कृष्णवर्ण के स्फोट ( फोड़ों ) की उत्पत्ति, 
अत्यधिक रक्त का खाव, एवं उपर्युक्त पित्तलक्षण तथा ज्वर, 
दाह तथा सुखशोप ये लक्षण होते हैं एवं कभी-कभी याप्य 


२७८ 


सुश्रतसंहिता | 


भी होता हे । सर्व दोपजन्य उपदंश में वातादि सर्व दोपों के 
लक्षणा का दिखाई देना, Rea में द्रारें पडना, उसमें कृमियों 
की उत्पत्ति तथा अन्त में गव्यु तक होना ये छत्तण होते Eng 
विमर्शः--कुछ रोग ऐसे हैं जो ङुप्रसद्ग या मेथुनजन्य 
(बीनिरियळ डिसीजिञ Venereal Diseases) कहलाते हं जेसे 
उपदंश, फिरद, पूयमेह या सूजाक, गुटावंक्षणीय कर्णालुद, 


वद सुस्यर्हे | , शि, 
( १ ) उपदंदा को सॉफ्ट दाकर ( Soft chancre ) कहते 


हैं। इसकी उत्पत्ति का कारण ढ्यूक्रे वेसीडस ( Ducre’s 
Bacillus ) नामक जीवाणु है। उपदक्षपीडित व्यक्ति के साथ 
मैथुन करने से दूसरे से सातवें दिन के वीच में शिक्ष के 
aad के नीचे सुण्डिका भर उसके पीछे at घाई पर स्फोट 
उत्पन्न होकर कुछ समग्र में गळ के पीडायुक्त an में परिवर्तित 
हो जाता ह | जननेन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य ast पर यह an 
नहीं होता दै | कभी-कभी इस घण के साथ Fez रोग st 
घण भी उत्पन्न हो जाताहे तथा साथ ही ऊरुप्रान्त की छसीका 
प्रन्थिया भी वढ जाती है। यह घण स्पर्श में ae होता है 
इसीलिये सॉफ्ट दाकर कहा दे । इससे कुछ दिनों तक गाढ़ा, 
पीला तथा रक्तयुक्त पूय वदता रद्दता है। जिन स्थानों पर 
इसका चाव छग जाय वटी घण उत्पन्न हो सकता है। यह 
खरी तथा पुरुष दोनों को होना है-तन्नान्तरे विशेष -“मेढ्सन्धी 
am. केंजित्‌ वेचिव सर्वाश्रया स्मृता । कुल्त्थाकृतय केचित केचि- 
न्युटदलोपमा ॥ रजादाहपरीताश्च तृष्णामोदसमन्विता, । shea केचि 
द्विसन्ति शन वेचित्तवाऽपरे ॥ ख्रीणा च पुसां जायन्ते उपदचा 
नुदारुणा । इस रोग के उत्पन्न होते ही चिकित्सा न करने से 
शोथ, किमि, दाइ, पाक और विशीर्णद्रिक्न होकर पुरुप की 
GY तऊ हो जाती हे--पज्षातमात्रे न करोति मूढ़ क्रिया नरो 
या fst प्रसक्त, । कालेन शोथक्रिमिदाइपावैबिंनोणगिइनो 
ध्रियते स तेन ॥ ( माधव नि० )। यही रोग चरक चि० ao ३० 
सें ध्यनभःकृत कलेच्य के नाम से वर्णित हे । 


(२) फिरन को गरमी या आतशक (875715 ) कहते 
दे। भावप्रकाश ने ही इसका सर्वप्रथम वर्णन निम्न रूप से 
किया दे--फिरमसरक देशे (dine) बाहुस्येनिव asia । 
तस्मात. Prog इत्युक्तो व्याधिव्याधिविचारदै ॥ गन्धरोग फिरडो5- 
य जायते देहिना धुरम्‌ । फिरदिणोव्ञससर्गात, फिरक्विण्या' प्रस 
था ॥ व्याधिरागन्तुजो प्रेष दोषाणानत्र सकम । भवेत्तछक्षयेद्रेपा 
लक्षगीमिपजा वर ॥ किरत्खिविधो घेयो वायो शाभ्यन्तरतस्तथा । 
वहिरन्त्मयश्रापि aor feqifa च ठुबे ॥ तज बाह्य. fi eq 
डिस््ोट्मट्शोऽस्पनक । म्फुटितो aga चुससाध्योडपि स 
सुटुन ॥ सन्पिष्यास्यन्नेर स स्यादाममात इर व्यथाम्‌ । aay 
जनयेदप कष्टसाष्यों बुध न्थृत ॥ कार्श्यं चलक्षयो नासाभ्यङ्गो 
वहश्च मन्दा । अरिवशोपोऽन्थिवक्रत्व फिरञ्ोपद्रवा अमी ॥ वहि- 
4h चयेत्माध्यो नवीनो fara । आभ्यन्तरम्तु कष्टेन साध्य 
स्याटयमामय ॥ वहिरन्तर्भवो जीर्ण क्षोणस्योपद्रथर्युत । व्याप्ती 
व्यायिरसःध्योऽमिन्यादुसुनय' पुरा ॥ free रोगपीहित व्यक्ति 
फे साथ सम्भोगा करने से यद रोग उत्पन्न होता है। इसका 
कारण ट्रिपोनिमा पाठीढम्‌ { Treponema pallidum ) नामक 
पेचदार Say है जोवालो की रगट से या मेथुनजन्य- 
घर्षण से जननेन्द्रिया की श्लेप्मछ त्वचा मे उत्पन्न हुये छत के 
are प्रविष्ट हो जाता दै । रोग झी प्रथमावस्या में यह जीवाणु | 


चण में उपस्थित रहता हे । कभी-कभी यह रोग. केवळ रोगी 
के सम्पर्क से भी उत्पन्न हो जाता हे | घण की परीक्षा करने से 
संक्रामक लोशन द्वारा हाथ ठीक न धोने से चिकित्सकों की 
अट्टुलियों, ओए, स्तन शौर जिह्वा पर त्रण उत्पन्न होते देखे 
गये हैं। परिचारिकाएँ भी रोगग्रस्त हो सकती हैं। इस रोग 
के लक्षणा को चार अवस्थाओं में विभक्त करते हैं । 
प्थमावस्था--सम्भोग के दूसरे या तीसरे सप्ताह में केवळ 
शिक्ष पर या शिक्ष के अग्रचर्म के भीतर की ओर पीछे की 
थाई के पास अथवा नीचे की भोर सीवन पर तथा मूत्र- 
दण्डिका ( Urethra) में छिद्र के ओए के भीतर तथा 
स्त्रियों में gente के भीतरी अङ्ग पर एक छोटा सा 
दाना पड जाता है जो धीरे-धीरे चढ़ कर फूट जाता है ओर 
घण बन जाता है । स्पर्श में यह कठिन होता हे अतएव इसे 
कठिन चण (Hard ०१००९ हार्ड शॅकर) भी कहते हैं । इस प्रण 
से केवळ लसीका का खाच होता है जिसमें रोग के जीवाणु होते हैं। 
बण वेदना, पूय और रक्तत्राव रहित होता है । घण होने के णुक 
या दो सप्ताह पश्चात्‌ वंत्षण की ऊसीका-ग्रन्थियाँ फूलती हैं। 


ह्वितीयावस्था--में रोग का चिप सारे शारीर में रक्त द्वारा , 
फेल जाता है ae, जीभ, ताळ, कपोळ के भीतरी भाग और 
गले के दोनों ओर की WAS कळा पर छाले पढ़ जाते हैं जो 
गोल या अर्धचन्द्राकार, fees साफ कटे हुये किनारे वाळे 
होते हैं। ग्रीवा, कोहनी तथा कच्चा की लसीकाग्रन्थियां भी 
फूळती है। ज्वर, सिर तथा जोड़ों में पीडा और रक्ताइपता 
आदि सार्वदेहिक लक्षण भी होते हैं। 


तृतीयावस्था--प्रथम घण चनने के छु माह वाद तथा दो 
तीन वर्ष बाद मे भी प्रारम्भ होती है। त्वचा, उपत्वचा, ऊसी- 
काग्नन्थियां, सांसपेशियां, अस्थ्यावरण, मस्तिप्कावरण, यकृत, 
प्लीहा, बृपणग्रन्थि आदि अंगों में गांवदार और 'चपटी 
अन्थियां बनने लगती हैं जिन्हें गमा (Gumma) कहते हैं। 
धीरे धीरे इनमे सडान होकर फूट के धूसर वर्ण का पूय बहता 
है। नासा में गमा होने से वह वेठ जाती है, ताळ में होने से 
वहां छिद्र चन जाता है, मस्तिप्क तथा सुपुम्ना में होने से 
पक्षाघात, Wat आदि विकार होते हैं, कान में होने से श्रवण 
शक्ति तथा आंख में होने से दर्शनशक्ति नष्ट हो जाती हे । 
जिह्वा पर होने से चह फट जाती है। 


चतुर्थावस्था--इस अवस्था में फिरङ्ग विप का आक्रमण 
प्रथमाक्रमण के बाद तीन महीने के भीतर या पच्चीस तीस 
वप वादु भी हो सकता है इसमें मस्तिष्क सस्थान पर विशेष 
प्रभाव होने से यदि प्रारम्भ में उचित चिकित्सा न कीजाय 
तो General paralysis of the insane ( पागलपन ) 
wat Locomotor ataxia or tabes dorsalis ( छड़खड़ा कर 
चलना ) यह अवस्था उत्पन्न होती है। यह भयङ्कर व्याधि है 
जो इससे पीडित व्यक्ति के होने वाळी सन्तान को भी कष्ट 
पहुचाती है । ढा० श्री घाणेकर जी ने अपनी सुश्रुत टीका में 
ge के श्छोकों का निम्नरूप से परिवर्तन कर इसकी कुळज- 
प्रवृत्तिका एक उत्तम फोटो सा खींच कर वर्णन कर दिया है-- 
शुकस्थानगते दोपे स्पदारापत्यवाधक । योनिस्थानगते दोषे स्वभन्न॑- 
पत्यवाधक' ॥ Rear सत्रीपुसोदुंटयोणितशुक्रयी* | यदपत्य 
तयोर्जात शेय बर्च फिरड्नितम्‌ ॥ 


अध्यायः १२ ] 


OO बी 


ee. 


उपदेश घण é 
९-सम्भोग के बाद तीसरे दिन दाने Get होते हैं । 
२--अनेक दाने जो कि az तथा पीडायुक्त। 
३--सदाहबग से पूय-रक्त-टसीका खाव । 
a ¢ 2 = क % ह 
VAT ओर की टीका अन्थियां वदती हैं, पकती हैं, फूटती हैँ 


-ज्ञावपरीक्षा में cam tates मिळना दै। 

इ--जाव का अन्यत्र प्रवेश होने से समान घणोव्पत्ति । 

७--स्थानिकधानुनाश के सिवाय सार्वदंहिक छक्षण नहीं होते। 

८--विसंफामक विलयन से साफ करके आयडोफाम छिडकना । 
केवल स्थानिक चिक्रित्ला से ही लाभ दो जाता है । पेनि- 
सीलिन के इंजेक्धान छगा सकते दें । 


३-म्रीपसगिक पूयसेह, सूजाक ( गनोरिया Gonorrhea ) 
इसको उप्णवात समझना भूल हे । बह ७००००००००७ नामक 
जीवाणु के मैथुन के समय मृत्रमार्ग मे प्रवेश कर शोथ पेदा 
करने से उत्पन्न होता है। मेथुन के २से ८ टिन के अन्दर 
शिर्नमगि फूली हुई तथा लाळ दिखाई देती हे । मूत्र में टाह 
तथा मूत्रकृच्छृना होती दे तथा मूत्रमार्ग ले रक्तयुक्त पूय का 
am दोना है। उचित चिक्रिंसा न करने पर wz वीस 
दिन में रोग की तीमता कम होकर वह पुराना हो जाता हे 
ठथा जीवाणु अन्डर की ओर कौपरग्रन्थि, अष्टीलाम्रन्यि, 
चस्ति, वीर्याशय में जाऊर agi शोथ उत्पन्न करते Et इसी 
तरह जीवाणु रक्त द्वारा सन्वियों में पहुच कर आमवात 
(afar) तया हृदय में शोथ पदा करते हैँ। ख्ावदूपित 
हस्त के आखो, नासा और युदा oat से वहां भी ata 
होता है। लिया में रोग के जीवाणु पूर्व से ्ारम्म होऊर पीछे 
योनि, गर्भाशय, चीजवाहिनी, दिस्वत्नन्यि तथा उदर में जाकर 
sta पैदा करते हैं । ऐसे खियों से पेदा होते समग्र बच्चे की 
आँखों सें पूव के छगने से नवजात नेन्राभिष्यन्द, ( Ophtha- 
Imia Neonatoram ) उत्पन्न होकर चालक अन्या हो जाता 
है। इससे वाढक की आंखों को बचाने के लिये प्रसव के पूर्व 
saat की योनि को विसंक्रामक छोशन से साफ कर लेवे 
तया जन्म के बाद वच्चे की आंखे Thy कर उनमें २१% Silver 
Nitrate विळयन की एक २ बूँद एक पुक आंख में टपका 
देनी चाहिये । पूयमेद्द से पुरुष नपुंसक तथा feat ara 
तक हो जाती हैं । यद्द रोग कुछज प्रायः नहीं होता Pa 


(2) लिद्वारब-_जायन्ते कुपितो पै यया ठकपिजितात्रय*। अन्त- 
dftat मेढृत्य कण्डुळा मासकीळका ॥ पिच्छिलासत्नवा योनी 
तद्वच्च च्छत्रसन्निमा । तेऽ्थीस्युपेत्नया ध्वन्ति मेढरपुर उभगातेत्रम्‌ ॥ 
यह रोग शुद्यवंचणीय कर्णा ( Grannloms gemto ingol" 
nale ) के साथ मिळवा हुआ दै । 


(५) qe ( Chimatic babo, Iympho-granuloms ) 
ag भी सैंथुनजन्य व्यावि दे। इसमें केवळ जंवाओं की 
अन्थिया में शोथ तथा पाक होता दे और अन्त में वे पक कर 
फूट के बहती हैं। जननेन्ट्रिय पर कोई दाना या बण पैदा 
नहीं होता है । ब्रव्नरोग के लक्षण इससे मिलते-जुछते दा 


निदानस्थानम्‌ | 


a LS 
उपदंश-फिरडु-पाथक्यदर्शककोषएक-- 


२७६ 


rod 


फिरदवण 

१--तीसरे सप्ताह मे दाना पैदा होता है । 

२--एक दाना जो क्रि कठोर तथा पीडा रहेत। 

३--निर्दाह an से केवळ ठलीकालाव । 

४-होनों ओर की ठसीकाग्रन्थियां फूलती हैं किन्तु न पकती 
हैं भर न पीडाकर होती हैं 1 

५-ट्रिपानिमा पाछीढा मिळता है । 

६--प्रायः घगोत्पत्ति नही होती है । 

७--स्थानिऊ विकृति न होऊर सार्वदै हि cam waz होते है। 

८--निय्रो साळवर्सन के ६ इजेक्शन प्रति सप्ताह एक लगाने 
से तथा केळोमळ मरहम घरणपर ळगाने से लाम होता है। 


अत्यमिष्यन्दियुउन्नसेयनानिचय गत. । करोति अन्विवच्द्रोथ दौषो 
वद्क्षगसन्पिषु ॥ ज्ञरशुराद्रसतादाट्च त अध्नमिति निर्टिशोत ॥ 
श्लीपदनिदनम 

Re ik eal दोपा वातपित्तशलेष्माणोऽथः प्रपन्ना 
हृगोरुजानुजद्वास्ववतिष्ठमानाः कालान्तरेण पादमा- 
श्रित्य शनेः शोफं जनयन्ति, त॑ श्लीपदमित्याचक्षते | 
aq त्रिविध-~चातपित्तकफनिमित्तमिति ॥ १३ ॥ 

मिथ्या आहार-विहार से कुपित हुये वात-पित्तादि दोप 
नीचे की भोर जाकर वंच, Bs, जानु तथा जंघा इन स्थानों 
में अवस्थित दोकर Sy समय पश्चाच्‌ पांच का आश्रय करके 
धीरे धीरे उसमें सूजन उत्पन करते हैं, उस शोफ को शळीपद 
कहते टॅ | वह श्ठीपद वात, वित्त और कफ के कारण तीन 
प्रकार का होता है ॥ १३ ॥ 


fas "दस रोग में पांच शिला के समान A जाते हैं 
अत पुव इसका नाम इळीपद रखा गया है--भिलावत्‌ पटमिति 
इटीपदन?। “शनि गन्धेन शोफ ब्लीपद तत्प्रचक्षते? | (अ० संग्रह)। य" 
सञ्चरो वढ्क्षणजो शानि शोथो नृणा पादगत. क्रमेण | तच्छलीपद 
स्यात्करकर्णने7-शिटनौ्ठनासास्त्रपि केचिदा ॥ (माधवनिदानम्‌)। 
श्टीपद को हिन्दी में फीळपांव, हावीपांच तथा डाक्टरी में 
इळिफेन्टियासिस ( Elephantusis ) अथवा फायलेरियासिस 
(Biloriasis) कहते हैं । यह श्लीपदक्ृमि ( 1४7७ ) के 
उपसर्ग से होने वाला रोग हे जो aaa फेटिजिन्स मच्छर 
के कारने से होता हे तथा जिसमें कृमि के अवस्थान करने से 
शरीर के विविध agt के छसीकाप्रचाह (Lymph circulation) 
में बाधा उत्पन्न होकर अनेक उपद्रव पेढा होते ह! प्रायः 
ये कृमि मच्छुरी में निवास करते है तथा उसके कारने से या 
मच्छर के पानी में मर जाने से उसमें स्थित कृमि जळ पीते 
समय मलुष्य के अन्नमार्ग द्वारा या उस पानी में TAT करते 
समय या कपडा धोते समय या मछोरसर्ग के वाद उस पानी 
से अंग घोते समय या उस पानी मे wed समय ये कृमि 
उस मनुष्य की त्वचा में छेट करके शरीर में प्रवेश करते हैं। 
इसीलिये जळभूयिष्ट स्थानों में यह रोग अधिक होता है-- 
इलीपद जायते तच्च देशेऽनूपे सश भ्रमात. । (अ० सं०) । पुराणो- 
दकभूयिष्ठा" aida च ्रीतळाः । ये देशास्तेषु जायन्ते ञ्लीपठानि 


२८० सुश्रतमंहिता | 


यद्यपि ऊपर वात, पित्त तथा कफ से तीन प्रकार के 'हीपद 
कह आये हैं किन्तु ये तीनों कफ की अधिकता होने ही से 
उत्पन्न होते हैं क्योंकि कफ के विना अङ्ग में भारीपन तथा 
सोटापन हो नहीं सकता है ॥ १६॥ 


se 
पुराणोदकभूयिष्ठाः सवतुषु च शीतलाः | 
ये देशास्तेयु जायन्ते शलीपदानि विशेषतः ॥ १७॥ 
जिन देशों में गर्त, ताळाव आदि में पुराना पानी भरा 
रहता हे तथा जो देश सभी ऋतुओं में श्रीतळ ही रहते हों 
उनमें विशेष रूप से शीपद रोग हुआ करते हैं ॥ १७ ॥ 
विमर्शः--घुराणोदकभूयिष्ठ अनूप देश होता है 1 वहां जल 
भरा ही रहता दे जैसा कि मधुकोप caren में भी लिखा हे- 
अनूपढेशे सल्लि पतिन वहूदक निम्नतदा न भौपमुपयात्ति। चरक 
मत से अनुपदेश नदी-समुद्ध-समीपवर्त्ती माना है-- मरित्स- 
मुद्रपयंन्तप्राय ? । पुसे ठेश से मच्छुर तथा उनके अण्डे अधिक 
हुआ करते हैं अतः वहां यह रोग ज्यादा होता है | 
पादवद्धस्तयोश्वापि शलीपदं जायते नणाम्‌ | 
कर्णात्षिनासिकौछेषु केचिदिच्छन्ति तद्विदः ॥ १८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने ृद्धथुपदंशरलीपदः 
निदानं नाम डादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
HO BRI ICW 
'छीपद स्थान--यह रोग जैसे पेरों में होता हे उसी तरह 
भजुप्यों के हाथों में भी उत्पन्न होता है तथा कई sige रोग 


के विद्वान इस रोग को कर्ण, नेत्र, नासिका तथा ओष्ट में भी 
होना मानते हैं ॥ १८॥ 


fitter ॥ (सुश्रुत) । भारतवर्ष में वंगाळ, उडीसा, | 
कोचीन और मछावार में अधिक होता है । विहार तथा यू० 
पी० में मध्यम मात्रा में होता हे तथा सिन्ध, राजस्थान, 
काश्मीर और मध्यभारत सें प्रायः नहीं होता है। शरीर में 
THAR से प्रवेश के वाद इनका मुख्य निवास लसीका- 
ग्न्थियों, लसीकावाहिनियों तथा रसकुल्या में होता हे । यहां 
खीकृमि असंरय बच्चे पेदा करती है जो रसरक्त-वाहिनियों में 
भ्रमण करते रहते हैं । ये कृमि सन्ध्या के समय से त्वचा के 
रक्त में उपस्थित होने लगते हैं जो मध्यरात्रि तक प्रचुर मात्रा 
में हो जाते हे पुनः कम होकर दिन में फेफडे, Gee तथा रक्त- 
वाहिनियों में चले जाते हे । जब इन कमियां की अधिकता 
के कारण जिस स्थान का लतीकाप्रवाह बन्द होता है तच 
वहां ऊसीका-सञ्चय होकर वह स्थान छुर्यल ( जीवाणु अति- 
रोध-ब्षक्तिहीन ) हो जाता है जिससे वहां स्ट्रेप्टोकोकाय, 
स्टेफिलोकोकाय का उपसर्ग होकर शोथ होने लगता है जिससे 
वहां का चर्म कठिन और मोटा हो जाता है। कृमिविप के 
कारण ज्वर, वमन, शीतपित्त तथा असह्यता आदि लक्षण भी 
उत्पन्न होते हें | श्लीपद के दौरे वार वार नियत समय पर 
आया करते हैं उत समय वंक्षण, gan, पांच आदि जहां भी 
विकृति हो वहां शोथ भी वढता रहता हे । इस तरह वार वार 
के दौरों से वह स्थान मोटा पडता जाता हे । उद्र की रसा 
यनियों में कृमि के होने से वहां उद्रगुह्दा में रससञ्चय होकर 
जलोदर, चस्ति सें आने पर पिष्टमेह, आन्त्र में जाने पर अति- 
सार सादि उपद्रव भी होते रहते है । 
तत्र, वातजं खरं कृष्णं परुपमनिमित्तानिलरुजं 
परिस्फुटति च बहुशः | पित्तज तु पीतावभासमीपन्सृ- 
दुब्बरदाहमायं च । श्लेष्मज तु शवेतं स्निग्घावभास | = A 
सन्द्वेद्नं भारिकं महाअन्थिकं कण्टकेरुपचितं च १४ ars निदानस्थाने बृद्धथुपदुंश- 
चातजादि-इछीपद्‌ू-छत्तण--वातजन्य श्लीपद जिस अङ्ग में छीपदनिदानं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
उत्पन्न होता है चह अङ्ग स्पर्श में खुरद्रा, वर्ण में काळा, कठिन, “०८७१८००. 
विना कारण ही वेदनायुक्त तथा अनेक द्रारों से युक्त हो जाता चयोदशोऽध्यायः | 


है। पित्तजन्य छीपद सें वह स्थान देखने सें पीछा सा, ङ क्षुद्ररोगाणां निदानं 
सुछायम तथा ज्वर और दाहयुक्त होता हे । Sans उच्च | अयातः छुद्ररोगाणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः || २॥ 


'छीपद में वह स्यान खेत, चिकना सा, मन्द॒ पीढायुक्त, भारी 
अन्यिळ तथा कण्टकां (agit) से one होता हे ॥ १४ ॥ भव इसके अनन्तर इद रोगों के निदान का वर्णन करते 
X ~ 
हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहाथा ॥१-२॥ 


« तत्र संवत्सरातीतमतिसहदल्मीकजातं प्रस्धतमिति 
वर्जनीयानि ॥ १५॥ 

है समासेन चतुश्च : - 

असाध्य लक्षण--नो छीपद एक वर्ष का पुराना हो गया ao gl ie 

हो, वरमीक के समान अनेक शिखरादि से युक्त हो तथा कच्छपिका Mg अन्धालजी, देता, 

मचत ( फेडने वाढा या खावयुक्त ) हो वह वर्जनीय है naan | eo पका, वल्मीकम्‌? इन्द्रवृद्धा, पनसिका, पाषाणग- 

दंभ जालगद्भः, कक्षा, विस्फोटकः, अभिरोहिणी, 

चिप्पं, ee, अनुशयी, विदारिका, शकेराव्वुंदम , 

पासा, विचर्चिका, रकसा, पाददारिका, कद्रम्‌ , अल- 


विसर्श--प्रद्धत से यहां त्वचा विदीर्ण होने पर रुसीका 
चाव होने लगता है अतएव स्राचथुक्त अर्थ ही ठीक है! 
सपरिछुति ( अ० स०)1 पिच्छिटजठत्रवणमितीन्डुः | 


श्रीण्यप्येतानि जानीया. न्द्री, वारणकः, Sette, पलितं, मसूरिका, 
च्छलीपदानि कफोच्छयात | See > जतुमणिः मशकः, 
शुरुत्रं च महत्त्वं च चसकीलः, तिलकालकः, न्यच्छं, व्यङ्गः, परिवत्तिका, 


अवपाटिका, निरुद्धप्रकशः, सन्निरुद॒गुदः, अहिपूतनं; 


यस्मान्नास्ति विना कफात्‌ ॥ १६॥ इषणकच्छू:, गुदभ्रंशश्‍चेति ॥ ३॥ 


अध्याय' १३ ] 
संक्षेप से छुद्र रोग चब्वालीस होते हैं. जैसे--अजगल्िका, 
"यवम्रख्या, अन्थाळजी, Fan, कच्छुपिका, वल्मीक, इन्द्र” 
शुदा, पवसिका, पापाणगदुभ, stanza, कक्षा, विस्फोटक, 
अभिरोहिणी, freq, saa, अनुशयी, विदारिका, शकराडुंद, 
पामा, विचर्चिका, रकसा, पाददारिकी, कर, tea, इन्द्रढ॒प, 
दारुणक, अरुंपिका, पलित, मसूरिका, योवनपिडका, पझिनी- 
कण्टक, जतुमणि, मशक, चर्मकील, तिलकाल्क, न्यच्छ, sas, 
परिवर्तिका, अवपारिका, निरुद्धप्रकश, सन्निरुद्वगुद्‌, अहिपूतन, 
SWS तथा गुदअंदश ॥ ३ ॥ 
विमशः--संस्यादष्टि से चाग्यट ३६, तथा माधवकर ने 
४३ Bada माने हैं। इसी तरह भोजने भी मूपिकाकर्णसुष्क- 
कोशफलाश प्रम्टृति अधिक asad लिखे हैं। वाग्भट ने 
निम्न छुद्ररोग अधिक माने है-()) गर्टभी--तास्पामेव च 
गर्दभी मण्डला विपुरोत्मन्ना सरागपिटिाचिना॥ (२) गन्धनासा- 
पित्ताद्धवन्ति पिटिकाः agar लाजोपमा घना, ' ताइशो महत्ता त्वेका 
गन्धनामेति कौतिता ॥ (३) राजिका—-गर्मस्वेदपरीतेऽङ्ग पिटिका 
सब्जी घना. ॥ राजिकावर्णसस्थान्माणा राजिकाहया ॥ 
(४) प्रसुति गायुनोदीरितः seem त्वच प्राप्य विशुष्यति । तत- 
स्त्वग्जायते पाण्डु क्रमेण च विचेतना ॥ अल्यकण्डूरविक्रलेदा सा प्रसुप्ति 
sare ॥ (५) इरिवेलिका--विलिज्वा पिटिका बत्ता जनूध्वंमिरि- 
वेछिका माधवनिदानेऽपि-पिडिनामुत्तमाङ्गस्था वृत्तामुमरुनाच्व- 
राम्‌। सर्वात्मिका सर्वलिद्वा जानीयादिरिवेछिकान्‌ ॥ (६) उत्कोठ, 
(७) कोठ-असम्यन्वरमनोदीर्णपित्तरळेष्मान्ननिमहै.। मण्डलान्यतिक- 
फ्डूनि रागवन्नि वहूनि च । उत्कोठ सोऽलुवद्धस्तु कोठ इत्यभिधी- 
यते ॥ यह अर्रिकेरिया (07०३०००) हो सकता हे । उत्कोठ को 
डाक्टरीमें अलजी ( Allergy) को एक लक्षण माना है। यह 
खटिकको कमी, फिनाइन, संखिया आदि के सेवन, उदरस्य 
कृमि तथा मानसिक उत्तेजनाजनक परिस्थिति इन कारणों से 
उत्पन्न होता है। इस रोग में विभिन्न स्थानों पर aves 
(Wheals) उत्पन्न होते हैं तथा शीघ्र उत्पत्ति और पुनः 
अदुर्शन इनका मुख्य SIT है। चह स्थान रक्तचर्ण या गुलावी 
वर्ण का तया उत्सेघयुक्त हो जाता है। कुछ Get चलती है। 
वरटीदष्टकण्डुमाछोहितोऽच्चकफपित्तात्‌। क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ 
इति निगयते जनै" ॥ ( भालुकितन्त्रे ) 
स्निग्धा सवर्णा ्रथिता नीरुजा अन्थिसन्निभा | 
कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिका ॥ ४॥ 
अजगल्लिका-स्निग्ध, त्वचा के समान वर्ण वाली, गाँठ 
युक्त, वेदनारहित, मूंगा के रमाण की, कफ और वात से उत्पन्न 
होने चाली बालकों की पिडिका को कहते हैं ॥ ४ ॥ 


याकारा सुकठिना अथिता मांससंश्रिता | 
पिडका श्लेष्मवाताभ्यां यबप्रख्येति सोच्यते ॥ ४ ॥ 
यवप्ररया--जौ के समान आकार वाली, स्पर्श में अधिक 
कठिन, गांठदार तथा माँस सें होने वाळी कक और वात से 
उत्पन्न पिडिका को कहते हैं ॥ ५॥ 


घनामवक्रां पिडकायुन्नतां परिमण्डलाम्‌ | 
अन्घालजीमह्पपूयां तां विद्यात्‌ कफवातजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्घाळजी--कठिन, सुखरहित, ऊंची उठी FE, मण्डर 


६३ छु° 


निदानस्थानम्‌ | 


२८९ 


युक्त या गोळ तथा जिसमें पूय कम हो एवं कफ और वात से 
उत्पन्न पिडिका को अन्धाळजी कहते हैं ॥ ६॥ 
विमर्शेः--वाग्मट ने इसको अलजी नाम से तथा साधव- 
कर और भोज ने इसे अन्त्रालजी नास से लिखा है-लेष्मा- 
frat मिती स्नायु पिडका परिमण्डलाम्‌ दुष्टौ जनयतोऽवक्त्रामः 
ल्पपूयामकण्डुराम्‌ ॥ आमोदुम्वरसङ्काशां विद्यादन्त्रालजीन्तु तान्‌ ॥ 


विवृतात्यां महादाहां पकोडुम्वरसन्निमाम्‌ | 
विवृतामिति तां विद्यात्‌ पित्तोत्यां परिमण्डलाम्‌ thst 
विदृता-निसका सुख चोडा हो, जिसमें अत्यधिक जळन 
होती हो तथा पके हुये गूलर के फळ के समान वर्ण वाली एवं 
चारों ओर जिसके मण्डल हो याजो गोल हो पुवं पित्त से 
उत्पन्न हुई पिडका को विद्वुता set हैं ॥ ७॥ 
TAT: पञ्च वा षड्‌ चा दारुणाः कच्छपोन्नताः | 
कफानिलाभ्यामुद्भूतां विद्यात्तां कच्छपीमिति ich 
कच्छुपी--कफ और चायु के प्रकोप से उत्पन्न, कच्छुप के 
समान मध्य में ऊंची उठी हुई, पांच या छुः सयझ्छर पीडा देने 
चाली ग्रन्थियों को कच्छपी कहते हैं ॥ ८ ॥ 


पाणिपादतले सन्धौ गरीबायामूर््वजञचुणि | 
प्रन्थिवेल्मीकबचचस्तु शनेः समुपचीयते ॥ ६ ॥ 
तोदक्‍्लेदपरीदाहकर्डूमद्धिञेणेवृतः | 
व्याधिवेल्मीक seas कफपित्तानिलोद्भवः ॥ १० ॥ 
कफ, पिच तथा वात से हस्त और पादुतछ में, सन्धियों, 
ग्रीवा भोर ag (sat ) के ऊपर avis के स्वरूप की 
घीरे चीरे वढी हुई गांठ जो कि सुई चुभोने की सी पीड़ा, 
क्लेद ( खाव ), दाह और छुजळी से युक्त ait से व्याप्त हो 
ऐसी व्याधि को चढ्मीक कहते हैं ॥ ९-३० ॥ 
विसरशः-माधवोक्तविशिष्ट बदमीक-रूक्षण--मुजैरनेक 
खुतितोदवद्धिविसपंवत सर्पति चोश्नताये ॥ वस्मीकमाहुमिंपजों विकार 
निष्प्रत्यनीकं चिरज विशेषात्‌ ॥ वरमीक का साम्य Acinomy- 
cosis and mycetoma or madara foot इन रोगों के साथ 
हो सकता हे । 
पद्मपुष्करवन्मध्ये पिडकासिः समाचिताम्‌ | 
इन्द्रवृद्धां तु तां विद्याह्मतपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥ ११ ॥ 
इन्द्रबृद्वा-वर्णन--वात तथा पित्त के प्रकोप से उत्पन्न तथा 
कमळ की कर्णिका के आकार की भांति छोटी छोटी फुन्सियों 
से व्याप्त ऐसी पिडिकाएं जिसमें हों उसे इन्द्रवृद्धा जानो ॥११॥ 
कर्णोपरि समन्ताद्वा ve वा पिडकोमरुकू | 
शाळूकवत्पनसिकां तां विद्याच्छलेष्मबातजाम्‌ ॥१२॥ 
पनसिका-वर्णत-_दो्ना कानों पर या उनके चारों ओर 
अथवा पीठ पर शालक ( कमलकन्द ) की जाकृति की तथा 
तीब्रपीडा वाळी एवं कफ और वायु से उत्पन्न पिडिका को 
पनलिका जानो ॥ १२॥ 
हलुसन्घौ समुद्भूतं शोफमल्परुजं स्थिरम्‌ | 
पाषाण॒गदेभं विद्याद्वलासपवनात्मकम्‌ ॥ १३ ॥ 
पापाणयर्दम-वर्णन-कफ तथा वायु के प्रकोप से हनुसन्धि 


nia में उत्पन्न, a at चाळे स्थिर ( कठिन ) 
पापाणग्रदेस जानो ॥ १६ ॥ 
i विम्'-पापाणवठ काठिन्यात्मापाणगटनः | ( agate: ) 
यह कर्णमूलिकछालाप्न्धि (Parotid gland) के sagt 
Sa पूढिनोसा (Adenoma), फार्ईब्रोमा ( Fibroms ), 
हण्डोबिलियोमा ( Endothelioma ) में से कोई एक हो 
सकता है। इसको कर्णमूलिक शोथ अथवा कर्णफेर ( Epide- 
mic parotitis or mumps) सानना अनुचित > wit क्रि 
पापाणगदभ में उवर नहीं होता किन्तु कर्णफेर में ज्वर होता है, 
पापाणगर्दम एक तरफ पीढारदित, स्पर में कटिन तथा 
धीरे-धीरे बढने चाळा होता हे किन्तु कर्णफेर था मग्पम्‌ दोनों 
तरफ, स्पर्श में मुलायम तथा शीघ्र चढने वाला होता दे । 
'विसपेवत्‌ सपति यो दाहज्वरकररततु: | 
अपाकः श्वयथुः पिकात स at जालगर्देभः॥ १४॥ 
जाछग्दम वर्णन--पित्त की भ्रवछत्ता से उत्पन्न तथा 
विसर्पं के समान"फेळने वाळा एवं दाह और ज्वर पुक्त कुछ 
पाऊ Ge शोथ को जाळगईभ जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 
विमर्श--जाठगर्भ में चात-कक we होते हैं तथा पित्त 
प्रबळ होता है जसा कि चरक ने भी लिया है ~मन्दास्त॒ पित्त- 
प्रबला प्रदुष्टा ठोपा मुनीर तनुरक्तपाकन्‌ । ( चरक' )1 भोज ने 
इसे विसर्प आना ढे--पित्तोत्कशल्नयो दोष अनयन्ति त्वगा- 
श्रिताः । ब्याव रक्त तु शोथमपाऊ पहुवेदनस्‌॥ atin सदाह 
च तृष्गा्वरसमन्वितम्‌ । विसर्पमाहुस्त व्याधिमपरे ाठगर्ट मम्‌ ॥ 


बाहुपाश्वासकचाक्न'कृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ | 
पित्तप्रकोपसम्भूतां कनामिति विनिदिशेत्‌ ॥ १५॥ 
कच्तावर्णन--पित्त के प्रकोप से वाहु, पार्थ, अंस ९ स्क्रन्धः 
प्रदेश ) तथा कचा ( Axilla) इन स्थानों में उत्पन्न तथा 
ल छा स्फोट को कच्चा समझनी चाहिये ॥ १५॥ 
ARIS पुस्तकों में १५ वे श्छोक के पश्चात्‌-पिडिका- 
grim वृत्तामुअन्जाज्वराम्‌। सर्वात्मिका adfesr जानीया- 
दिग्विदिरिकान ॥ ऐसा अघिऊ पाठान्तर है किन्तु छद्दरोगोक्त- 
रोगगणना में geen का पाठ सुश्रुत में न होने से यहाँ 
सूळ में उसे नहीं arnt weds का हर्पिस झोस्टर 
( Herpes zoster ) के साथ मिलान हो समता दै। चरक ने- 
'यशोपवीतपरनिमा” प्रभूना पित्तानिठाभ्या जनितास्तु कक्षा” तथा 
अर्टांगसंग्रहकार ने-कच्येति कक्षासन्मेषु प्रायो टेशेय सानिलाद 1 
पित्ताद्धवन्नि पिटिका समा राजोपमा घना" ॥ कक्षा को घात” 
fram सानी दै । सुश्रुतीय awn के लक्षण वाग्भट तथा 
माधव की गन्धनामा से मिलते हैं जसे-7कामेवविधा दृष्टवा 
पिटिका रफरोट्सन्षिमाम्‌ । त्वग्गना पित्तकोपेन गन्धनामा प्रचक्षते ॥ 


अभिंदग्धनिभाः स्फोटाः सच्चरा रक्तपित्ततः | 

कचित सबत्र ग देहे स्मृता विस्फोटका इति ॥ १६॥ 

' विर्फोटर--रच तथा पित्त के अकोप से शरीर के किसी 
एक प्रदेशा पर अथवा सारे शरीर पर अग्नि के जलने से Se 


स्फोट ( फफोळे ) उत्पन्न हो ata तथा sax 4 
विस्कोट कहते टें ॥ ९६ ॥ य व. 


, विमर्भ--व्रिरक्ोडफ़ रोग को घुळस डरप्ान (Ballons 


~ 


सश्रतसाइता | 


er ee ne rn A app AT IE tnt PO AAT I mr sR aN 


शोथ को | eruptions ) feat Gear ( Pempgus) कह सकते हैं। 


माधवीक्त विस्फोटकवर्णन यवा--करवम्लतीक्ष्णोप्णवियाहिस्वक्षारे- 
रजीणांध्यक्षनातपेश्व । तवर्तुटोषेण विपर्ययेण छप्यन्ति दोपा पवना- 
टयस्तु ॥ खचमाश्रित्य थे रक्तमासास्थरीनि ager च । MOT 
कर्वन्ति पिस्फोटान्‌ संबन्ब्धिरपुर सरान ॥ 
कन्नासागेपु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः | 
अन्तर्दाहज्धरकरा दीप्रपावकसन्निभा: ॥ १७ ॥ 
सप्तादाद्म दशाहाढा पक्षाद्वा Alea सानवम | 
तामशिरोहिणीं विद्यादसाध्यां सन्निपाततः ॥ १८ ॥ 


अग्विरोहिणी--कच्षा stat मांस को विदीर्ण करने 
चाळे तथा ada अग्नि के समान अन्तर्दाह और ज्वरकारक 
स्फोट उत्पन्न होते हैं! ये म्फोट सात दिन में, या दल दिन 
में अथवा एक पछ Haga को मार देते दैं। इस प्रकार 
सन्निपात से उत्पन्न उस असाध्य रोगको अग्निरो्विणी जानो 
नखमांसमघिष्टाय पित्त वातश्च वेदनाम्‌ | 
करोति दाहपाको च तं व्याधि चिप्पमादिगोत्‌ ।!१६॥ 
तदेव नतरोगाख्यं तथोपनखमित्यपि lel 
चिप्प--पित्त और वात नखमांस में अधिष्ठान करके 
पीडा, जलन और पाक उत्पन्न करते है उसे चिप्प रोग कहते 
हं तथा उसी को क्षतरोग और उपनगर भी कहने हैं ॥१९-२०॥ 
विमर्दा--चिप्प को ओनिकिया परलेण्टा (onychia pu" 
rolenta) कह सकते हैं । टरनखमांस ( Noil-matrix ) a 
gare होने से Sat स्टेफिलोकोकाय का उपसर्य हो कर 
शोय और पाक होता है । 'वरकोक्त क्तरोगरवर्णन--रोग* 
क्षत्रमेनजान्तरे Ursa सृशशीध्रपाक' ॥ यह पारोनि- 
किया अथवा हिटलो ( Paronychis or wintlow ) है । 
अभिधातात्‌ प्रदुष्टो यो नखो रूनो5सितः खरः | 
सवेत्तं कुनख विद्यात्‌ कुलीनमिति संज्ञितम्‌ ॥ २१ ॥ 
कुनपचर्णन--डोट लगने से प्रदुष्ट हुआ नख Sy, काळा 
और कठिन ( खुरटरा) हो जाता है उसे कुनख ( onyche- 
gtyphoss) जानो तथा उसी को कुळीन भी कहते हैं ॥२१॥ 
गम्भीरामल्पसरमां सचर्णासुपरिर्थिताम्‌ | 
कफादन्तःभ्रपाकां तां विद्यादनुशर्यी भिषक्‌ it २२॥ 
अनुद्ययी--कफ के प्रकोप से गहरी घातुर्जा सें उत्पन्न, 
स्वद्प शोथयुक्त, त्वचा के समान वर्ण की शरीर के ऊर्ध्व” 
मदेश में स्थित एवं भीतरी भाग में पकने वाळी पिटिका को 
चेदय अनुद्रायी जाने ॥ २२ ॥ 
विदारीकन्दवद्‌ वृत्तां कक्षावह्ुणसन्धिषु । 
रकां बिदारिकां विद्यात्‌ सर्वजां सर्वेलक्षणाम्‌ 1 २३॥ 
विदारिका--वात-पित्तादि सर्व दोषों से उत्पन्न जतएव 
सभी दोपों के लक्षणा से युक्त तथा विदारीकन्द के समान 
गोळ और कक्षा पुवं वंक्षण की सन्धि में स्थित छालरंग 'की 
पिडिका को विदारिका जानो ॥ २३॥ 
विमर्शः-यह कचा वंक्षण प्रदेश की लसीका-अन्थियो का 
madi चरक ने इसे वात्त-कफजन्य मानी दे-ज्वरान्विता 
वदक्षणकक्षसन्धी वतिनिरतिंः कठिना मता या। विदारिका सा कफ- 
मारुतान्यान्‌। : 


अध्यायः १३ ] 


प्राप्य मांससिरा्रायुः शलेष्सा मेदस्तथा5निलः | 
` अन्थि gata भिन्नोऽसौ मधुसर्पिवेसानिभम्‌ ॥ | 
खवत्याखावमत्यथ तत्र वृद्धि गतोऽनिलः 
सांस विशोष्य ्रथितां रार्करां जनयेत्त पुनः ॥ २५ UI 
gird छिन्नमत्यथ नानावण ततः सिराः | 
- खतन्ति सहसा रक्तं तद्वियाच्छकराचुंदम्‌ ॥ २६ ॥ 
शार्कराइुद्‌-कफ, मेद और वात ये मांस, सिरा कौर स्नायु में 
प्रविष्ट हो कर गाँठ पदा करते हैं फिर वह गांठ फूट कर दाहद, 
घृत और वसा ( चरवी ) के सदश अत्यधिक मात्रा में खाव 
वहाती है । इस प्रकार उस विदीर्ण हुई अन्थि में वायु विद्वद्ध 
हो क़र मांस को सुखा के अन्थियुक्त शर्करा को उत्पन्न कर 
देती दै फिर उसकी सिराएं दुर्गन्धित ca अत्यधिक छिन्न और 
अनेक प्रकार के रंग का खाव अकस्मात वद्दाती हैं उसे शर्करा- 
ईद जानो ॥ २४-२६॥ 
विमर्शः--भोजोक्त इर्कराडुंदू--तमेव भिन्न दुर्गन्धं शतमेदो- 
निम सिरा. । खवन्ति ल्रावमनिश तदा त्याच्यकराटम्‌ ॥ दार्करा- 
aa का साम्य Cocks pecuhar tumour के साथ हो 
सकता है 


पामाविचच्यों gag रकसा च प्रकीत्तिता ॥ २७ || 
पामा, विचचिका तथा weet इनका इष्ट रोग में वर्णन 
क्र दिया हे ॥ २७॥ 

परिक्रमणशीलरय वायुरत्यर्थरूचयोः । 

पादयोः कुरुते दारी सरुजां तलसंश्रिताम्‌ ॥ २८॥, 

- पाददारी--जो मचुष्य सदा घूमता-फिरता हे उसके अत्यन्त 
रूळ हुये दोनों wat में तचो के आसपास किनारों पर 
(पढ़ी में ) ag पीडाजनक gut कर देता हे उसे पाददारी 
( विवाई या विपादिका ०४०५९५ ) कहते हैं ॥ २८॥ 


- शकरोन्मथिते पाद्‌ चते वा कण्टकादिसिः | 
मेदोरकताचुगैञ्चैब Vat जायते नृणाम्‌ ॥ २६॥ 

` सकीलकठिनो ग्रन्थिर्निम्नमध्योन्नतोऽपि वा | 
कोलमात्रः सरुक्‌ खावी AMAA HALE सः ॥ ३० Ul 


कदूर--चळते~फिरते ससय दाकरा ( रेत, ze, पत्थर ) 
आदि से वार-ब्रार चोट या टक्कर खाने पर अथवा कांटे आदि 
से घत होने पर मेद तथा रक्त का अनुसरण करते हुये कुपित 
दोपों से मनुष्यों के पांव में जो कीळ्युक तथा स्पद्ध में कठिन 
ud चारों ओर से निम्न किन्छु मध्यभाग में उन्नत (उठी) हुई 
तथा वेर के स्वरूप की पीडादायक गांठ उत्पन्न होती दे और 
फूटने या काटने पर जिससे खाव बहता है उसे कदर कदे हैं॥ 

विमर्दाः--मोन ने इस कदर का मांसकीळ नाम रखा दै 
तथा हाय और पांच दोनों में होना ळिखा है--हस्तवो पाटयो- 
आपि गन्मौरातुगत खरम्‌ । मासकीळ जनयत कुपितो कफमारती ॥ 
सशस्यमिव तँ देश मन्यते तेन पीडित । आकरा करर केचिन्मन्यन्ते 
वातकण्टकम्‌॥ कदर को कॉर्न ( Corn) कहते है। किसी भी 
स्थान पर अधिक दवाव पढने से वहा की त्वचा की Ast में 


बुद्धि हो कर यह पदा होता हे । 


निदानस्थानम्‌ | 


PLL LEAL LLL APOIO RL AOR PRPS POPP PRL Pe, 


२८६ 


mee ee ee ee ee जी 


क्षिन्नाइल्यन्तरी पादी करटूदाहरुगन्विती | 
दुष्टकदेमसंत्पर्शादलसं तं विनिदिशेत्‌ ॥ ३१॥ 


अळ्स--वर्षा ऋतु A अथवा जहां पानी सदा वहता हो 


ऐसे स्थानों में खराव कीचड का अत्यधिक सम्पर्क होने से जव 
पावो की अङ्कुछियों के चीच के स्थानों ( अङ्टल्यन्तर ) में छेद 


( चिपचिपापन ), खुजली, जळून और पीड़ा होने लगती हे. 


तब उसे अल्स ( चिउ्व्लेन 0010911 ) कहते हैं ॥ २१ ॥ 


रोमकूपानुगं पित्तं ada सह मूच्छितम्‌ | 

प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणित. ॥ ३२ ॥ 

रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येपामसम्भवः | 

तदिन्द्रलुप्रं खालित्यं रुव्येति च विभाव्यते ॥ ३३ ॥ 
खालित्य--वात के साथ मिला हुआ पित्त रोमकूपों में जा 


कर वाळों को गिरा देता हे तथा इसके अनन्तर रक्त के साथ 
मिला हुआ कफ रोमकूपो ( छिद्रों ) को वन्द कर देता है जिस 


' से उस स्थान में दूसरे दाळ पेदा नहीं होते हैं इसी को इन्द्र- 


लुप्त, खालित्य तथा झ्या कहा जाता हे ॥ ३२-३३ ॥ 

विमश्-इन्द्र्त को गंज ( अळोपेसिया ( Alopecia ) 
कहते हैं। सुश्रत ने इन्द्र, खालित्य तथा wn को एक 
ही रोग माना हे किन्तु वाम्मट ने वालों का सहसा गिरना 

इन्द्रलुप्त और धीरे धीरे गिरना खालित्य माना दै-एतेरपि 
जन्मैव शातन तत्र तु क्रमात्‌ | ( अ० सं० )1 Bar को वाग्भट 
सें रुढ्या तथा माघच ने रुद्या तथा वाग्मर ने इसका चाच 
पर्याय भी लिखा है 'तदिन्द्रछप्त रुढथा च _ प्राहुद्धाचेति चापरे” 
किन्तु कार्तिक ने दाढी-मूछ का गिरना इन्द्रस, शिर के 
वालों का गिरना खाळित्य और सर्व देह के चालो का गिरना 
सद्या माना है । मधुक्रोपरीकाया कार्तिकरत्वाइ--इन्द्रछप्त रमध्चु- 
णि भवतिं खालित्य शिरस्येव, wen च सर्वदेहे-इति। आगमस्त्वत्न 
नास्ति ' खलतिरोग स्त्रियों में नही होता हे--अत्यन्वसकुमारा- 
द्वधो रजो दुष्ट वन्ति च । अव्यायामरता यस्मातस्मान्न खलति" 
खियाम्‌॥ 


दारुणा कण्डुरा GET केशाभूमिः ग्रपास्यते | 
कफवबातम्रकोपेण बिद्यादारुणक तु तम्‌ ॥ ३४॥ 
दारुणक--कफ तथा वायु के प्रकोप से केशों का स्थान 
स्पश में कठिन ( दारुण ), कण्ड्युक, रूक तथा दरारों ( चमं 
सें तेड़ें या चीरे से पठने सी रचना) से gaa जाता है 
तब उसे दारुणक जानो ॥ ३४ ॥ 
विसर्श--दारुणक का लाम्य Seborrhoea capitis or 
Pityriasis capitis के साथ दो सकता है। funds में 
इस रोग के अधिकतर होने से अष्टाइसंग्रह मे इसका समा- 
वेश शिरोरोगों में किया गया है--फण्डकेशच्युतित्वापरीक्ष्यक्रत्‌ 


स्फुटन लच । सुखम कफवाताम्या विधाद्दारगकन्तु तस्‌ Ree 
ने इस रोग मे पित्त और रक्त का भी सम्बन्ध या कारण माना 
rar पटलाभास सरुजस्क शिरस्त्वचि । परप जायते जन्तो- 
स्तस्य रूपं विशेषतः uae समन्वितं and सकण्हूगौरव कफात । 
सपिपास सदाह्ातिरागं feast तथा ॥? इत्यत्र वचने नदाहरागं 


न पिच्तात , सातिं त रक्तात्‌, alate रक्तजाऽपि भवती ति Aas 


२८४ 


सुश्रुवस॑हिता | 


अरूपि बहुवक्त्राणि वहुक्केदानि मूर्धनि | 
कफासकक्मिकोपेन gor विद्यादरुपिकाम्‌ ॥ ३५॥ 
अरंपिका--कफ, रक्त तथा कृमि इनके अकोप के कारण 
सनुप्या के शिर में अनेक छोटे छोटे सुवाली वथा अत्यधिक 
angen पिरिकाएं हो जाती हैं उन्हें अरुपिंका ( पुग्जिमा 
आफ दी फेस पुण्ड स्काइप Eczema of the face and 
scalp ) जानो ॥ ३५ ॥ 


क्रोधशोकतश्रमकृतः शारीरोष्मा शिरोगतः | 
पित्तं च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते ॥ ३६ ॥ 
पछित-कोघ, चिन्ता तथा श्रम से पेदा हुई शरीर की 
उप्गता तथा पित्त शिर में जाकर वालों को पका देवे हैं उससे 
पठित ( बालों का सफेद होना ) रोग होता है ॥ ३६॥ 
विमर्शः--चरक ने पलित रोगोस्पत्ति में वातादि को भी 
छारण माना दे-नेनोऽनिछाथे सद्द केद्चमूमि दग्ध्वा तु कुर्यात्‌ 
गलिति नरस्य। किद्ितु दगध्या पलितानि कुर्यादरिठामत्वज्ञ शिरो- 
राणाम्‌ ॥ किन्तु सुश्रुत ने व्यपदेशन्तु भूयसा’ इस नियम के 
agan पित्त को ही इसमें प्रधान माना अतः अन्य दोप 
का निर्देश नहीं किया ऐसे कोई भी रोग विना त्रिदोप के 
या पक दोप से होते नहीं ‘a रोगोळ्येकदोपल ? । 
दाहव्वररुजावन्तस्ताभ्रा' स्फोटाः सपीतकाः | 
गात्रेषु वदने चान्तविज्ञेयास्ता मसूरिकाः ॥ ३७॥ 
सघूरिका--सारे शरीर में तया मुंह और गले के भीतर 
पीळापन लिये हुए तान्न ( रक्त वर्ण के स्फोट जो कि शरीर 
के भीतर दाइ, ज्वर और पीडा के जनक हों उन्हें ससूरिका 
जानना चाहिये ॥ ३७॥ 
विमशः--मसूरिका-मसूर के समान आकार तथा वर्ण की 
पिरिकाएं इस रोग में होती हैं gages इसका नाम मसूरिका 
पा ६--मदर माबासत्रर्णास्तत्सशा पिरिका धना (अ० सं०) । 
शरक ने भी ऐसा ही माना दैप सर्वगात्रेषु मखरमात्रा मथ; 
रिका पित्तात्‌ प्रदिष्ट | इस रोग को खोक सें माता या चेचङ 


तथा दाख में शोतळा, मसूरिका था घसन्त रोग कहा है 


एव ढाबदरी में इसे स्माळ पावस (Small pox ) अथवा af. 
सोळा ( Vanols ) कहते हैं। सुश्रुत, चरक, चाग्मट अन्यो F 
इसे इदरोगों में रख कर संचेप से लिखा है जिससे उनके 
समय म॑ इस का वतमान सा प्रकोप नहीं होता रहा होगा 
ऐसा जान सकते ई। सहिता अन्या के बाद साधवकर ने 
ससूरिका नाम सेवया भावप्रकाद्वकार ने अपने अपने अन्यो सें 
Rael स्वतन्त्र तथा विस्तृत वणन किया ह किन्तु अन्य टीका gait 
में दिय ga प्राचीन विस्तृत वर्णनों से भी स्पष्ट हैं कि ae 
राग सुथुतावि छे एवं ही से भयळर रूप में होता रष्वा था-- 
भाज तथा उरश का निग्न वर्णन By शाणिवततृष्ट त्वच 
qa 4201 करेति tatza घोरा सब॑नन्निषु देहिनाम्‌ ॥ चिल्स- 
पपमापाया निष्यावाशा तथै = । RAMI ज्वराइस- 


मन्विवाम्‌ ॥ दिचान्मदरिकामेठा पिरिका रक्तपित्तनान्‌ ॥ अष्टौ 
भेदा-म रिया सपोपिफा 2 


अजका BATT । कनुवित्फोट्को- 
Sorat पित्तपी चाष्टमो apy ॥ सोपफण्हूज्वर आला आना 


सरिकाम्‌ । सप्राउनित्दगा दाइ पाकरुनावनीम्‌ ॥ 


ट रक्ताममून्रा 
साध्या fora सपतिश जगु, । अणायसद are 


दा याग शाखापर्तात्य- 


शोफिनीम्‌॥ दाहक्लेढञ्रणामूचुरजका व्ळेष्मपित्तजाम्‌। कोद्रव 
कोद्र्वाकार रक्तपित्तसमुक्धवम्‌ ॥ कद्रोस्त्ठलसफाशीनिरन्तरविस- 
पिंमि. । स्फोट" इळेष्मससुदमूतैरापूर्ण कङ्कुरिष्यते ॥ अग्निदग्यरिव 
स्फोट" सद्ठीण॑ कफरक्तज । निर्विपाको विसपंस्तु विस्फोटक इति 
स्थृत ॥ अपाक विरल शुष्क जायते सृत्युसन्निभम्‌ । विसर्पवत, सर्पति 
सर्वंगात्रे शोफान्विता च ज्परठाहयुक्ता । विसर्पिणी कायसमानवर्णा 
कोलोपकल्या कफरक्तजास्तु | भरदाजोक्तनवभेदा --श्रथग्दोपससर्ग- 
सन्निपातरक्तविषद्रुमप्रसवात्राणज्त्वमेदेनात्या नवविधत्वमाख्यातवान्‌ 
भरद्वाज | वृद्धकाइयपोक्तपंट्मेठा --प्रथस्दोषसत्रिपातरक्तागन्तुज 

त्वभेदेन पट्विधत्वमाह वृद्धकाइयपः । माघवकर ने चात, पित्त, 
रक, कफ तथा सर्वदोषज एव इन्द्रज भेद लिखे हैं तथा त्वचा 
(या त्वगाश्रितरूप ) रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और 
शुक्र इन सप्तघातुओं के आधार मेद से दोपज मसूरिका के 
सात ae किये हैं 'टोपमिश्रास्तु सप्तेता द्रष्ट्या दोपलक्षणे.' 
भावप्रकाश में मसूरिका तथा शीतला भिन्न २ मानी है। 
टोपाचुसार वातज, पित्तज, waa, कफज और सचे (त्रि) 
दोपज ऐसे पांच भेद तथा रसादि-शुक्रान्त आश्रय भेद से 
सात प्रकार की मसूरिका मानी है । मसूरिक्रा ही जव,श्चीतला 
नामक देवी से आक्रान्त हो जाय तो उसे शीतला कहते हैं। 
दिव्या श'तळयाऽऽक्रान्ता wae दि शोतला? इसको डाक्टरी में 
चिकन पावस या Sftaer ( Chicken pox or varicella ) 
कहते हैं। भावप्रकाश ने इसके सात मेद माने हैं (१) बृहती" 
झीतळा--नतर पूर्वा Tease: शातला वृहती भवेत्‌ । सप्तादान्नि” 
सरत्येव सप्ताहात पूर्णता ata ततस्तृतीये ame शुष्यति स्खलति 
स्वयम्‌ ॥ (२) कोद्रव शीतला, (३) पाणिसहा, (४) सर्पपिका, 
(५) राजिकाङृति, (६) वहुस्फोटा, (७) चर्मजा--एकस्फीय च 
कृष्णा च वोद्धव्या चमभाऽभिथा ' गुरुवर्य eo श्रीयणनाथसेन 
जी ने इसके तीन ही भेद माने हैं--मयरिकाणा वैविध्य पूर्व॑र्य- 
थपि कातितन्‌ प्रावान्याछाधत्राच्चेद्द वच्यन्ते तु त्रिधैव ताः ॥ 
तन्नाधा बहती नाम द्वितीया ळघुनामिका । रोमान्तिका तृतीया च 
Frat frat मसूरिका । ( सि० नि०) | निदान (कारण )-< 
कट्वन्छलवणक्षारविरुद्धाध्यशनादन , दुष्टनिष्पावशाक्राः अदुष्टप- 
वनोदके, ५ रूर ्हेक्षणाच्चापि देशे दोपा समुद्धताः । जनयन्ति शरी- 
रेऽस्मिन्‌ दुष्टरक्तन सङ्गता ॥ इनि निदानमावप्रकाशादय । श्रीगण- 
णनाथसेनाश्च=भूवाञ्ुजलदोषादेभवन्त्यागन्तुदेतवः । सक्रामिण्यो 
Praia निदाघादौ मधी च ना ॥ ( सि० नि० )। इल रोग का 
कारण निप्यन्दुन शीळ जीवाणु माना गया हे । कुछ विद्वानों 
का कथन हे f इस रोग के जीवाणु सूचमदुर्शाकयन्त्र से देखे 
जा सकते हैं किन्तु अभी तक इस विपय में निश्चित निर्णय 
नहीं हुआ हे । सहायक कारण--टीका या पूर्व आक्रमण से 
जिसकी रक्षा न हुई हो ऐसा समस्त संसार का प्रत्येक ब्यक्ति 
किसी भी आयु में इसका शिकार वन सकता है तथापि यह 
वाल्यावस्या में जन्म से चार चर्ष की आयु तक अधिक होता 
इ 1 पक चार शाक्रमण होकर सुक्त हो जाने पर शरीर में स्थायी 
कमता हो जाने से TAT होने की समावना प्रायः नहीं होती 
है। अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष इस रोग का झुख्य केन्द 
हे 1 British india being the most important focus of 
the disesse in the world medical annul 1934 
यह पुक ang जोपसर्गिक रोग है छो घर में पुक वष्चे 


TANT १३ ] 


को होने पर उसके संसर्ग से तथा पूय और खुरण्ड के सूचम- 
कणों से दूपित वायु से दूसरे वरचा को भी हो जाता हे तथा 
धीरे घीरे उस घर, मोहरले या गांव के समस्त विना टीका 
लगाये Tal को छो जाता है। रोगप्रसार-रोग का विप रोगी 
की त्वचा में, इलेप्मलत्वचा मे, युस-नासा के स्रावों में, विस्फोरों 
के पीव में, खुरण्ड में, मलमूजादि में भर्थात्‌ शरीर के प्रत्येक 
खाव और त्याज्यपदायो में होता हे जो कपढों, तौलियों, 
रुमाल, Ta इनमें लगकर तथा मक्सियों, चींटियो हारा 
एवं इनसे दूषित वायु दारा स्वस्थ बच्चों में Fe कर रोग पेदा 
करता हे । जैसा कि उरअ ने भी लिसा है--वगक्षिरोगापर्मार- 
राजयक्ष्ममदरिका | दर्शनाद स्पर्शनाद्‌ दानात. सक्रामन्ति नरा- 
परम ॥ ससय~-प्रायः जनवरी से जून (Tara, ग्रीप्म ) 
तक में अधिक होता है। भारत में प्रतिवर्ष ५०००० के लगभग 
सचुप्यों की एस रोग से शत्यु होती है। प्रत्येक ५-६ ad के 
याद इसका अधिक व्यापक तथा घातक आक्रमण होता हे । 
बचने के उपाय--तीन दे । (१) मसूरिका से एक वार पीडित 
होना । (२) मसूरिकाकरण ( Varilation }--अर्थात्‌ 
मसूरिका विस्फोर्टो की लसीका Sez स्वस्थ वच्चे की ध्वचा 
में प्रवेदा फरके मसूरिका पेदा कर gaat उत्पन्न करना। 
ऐसा प्राचीनकाळ सें भी होता था--येनुस्तन्यमवरी वा नराणा च 
मद्रिका | उब्नल TEAM च दाजान्तेन गृद्दौतवान्‌ । वाहुमूले च 
wen रक्तोत्मत्तिकरेण च । तब्जल रक्तमिलिन स्फोटकज्वरसम्मत्रम्‌॥ 
(३) रीका रूगाकर ( Vaccination) कृत्रिम कमता उत्पन्न 
करके रोग से यचना। इसका असर प्रायः सदा के लिये हो 
जाता है किन्तु प्रथम रीका फे ६-७ वर्ष चाद पुनष्टीकाकरण 
( Re vaccination ) आवश्यक = ! ऐसा करने से जर्मनी, 
हालेण्ड तथा यूरोप के देशों से मसूरिका की पूर्ण निकासी हुई है। 
पूर्वरूप--त, पूर्व ज्वर कण्हूवरत्रिभप्रीररुचित्रम । त्वचि शोव 
स्तर्यो नेत्वरागश्व प्रायश ॥ ( सि. निदान )। ज्वरात्यशोपान्नवि- 
मर्दैकासनन्पिड्ळयत्वारुचिरो मर्षा. । गिरोडर्निनेत्रामयपीनसा थ्व मचः 
रिकाणा प्रभवन्ति चाग्ने (ST) | शीत छगना, १०४'तक उवर 
( ततो ज्वर. स्यादनिधोरलिम्न ), प्रलाप, व्यो को चौंकना या 
भाषेप, चमन, शिरःशूछ आदि होते हैं। विस्फोटदर्शन-- 
भाक्रमण के बाद तीसरे था चौथे दिन मसूरिका के विस्फोट 
निकलने लगते हें । प्रथम दिर पर, कनपटी पर और सणिवन्ध 
पर होता हे पश्चात्‌ २४ घण्टो के भीतर पेरों तक सारे शारीर में 
फेल जाते हैं। नीचे के अङ्गां में कम तथा सध्याङ्गों में कुछ 
अधिक तथा चेहरे पर सव से ज्यादा होते हैं। वाद्य त्वचा के 
समान ही गाळ, गळा, नासा, नेत्र, स्वरयन्त्र तथा feat में 
योनि आदि की अन्तस्त्वचा पर भी दाने होते हैं। पूर्ण दाने 
निकलने पर ज्वर तथा अन्य लक्षण हलके हो जाते हे । आयः 
भीतर प्रविष्ट विष सहर दानों के रूप में निकलता हे। दोपा 
विष तश्च वदि क्षिपन्ति । तृत्तीये तु दिने प्राप्त ज्वरो न्जति छाघवम्‌। 
पिढकाश्च प्रद््यन्ते गम्मीरार्त्वगथ' स्थिता ॥ केशान्तेषु see च 
तथा च मणिवन्धयीः | समुदभूय प्रसरन्ति मखेन्देपु च ताः क्रमात ॥ 
(सि. नि ) ! प्रथमावस्था में दाने छोटे मटर के वरावर तथा 
स्पर्श में कडे एवं त्वचा के नीचे ge निविष्ट हुये हों पेसे दिखाई 
देते हैं किन्तु दो-तीन दिनकेपश्वात्‌ इनमें पानी भरने ऊगता है 
जिससे ये अधिक बढ़े या उभरे हये हो जाते है तथा मध्य में 


निदानस्थानम्‌ | 


“दाका RTE v 


२९८५ 
नासिकी तरह निम्न होते हैं। दो तीन दिन में पानी से पूरे 
भर जाते इं पानीदार द्वितीयावस्था हे । फिर इसके बाद पूय- 
जनक जीवाणुओं के उपसर्ग होने से इन से पीव पढ़ कर पीले 
हो जाते हैं तथा निम्नमध्यता मिट कर गोळ हो जाते हैं। 
साथ २ त्वचा में शोथ भी हो जाता है, पुनः उवर का वेग वठ 
जाता हे, रोगी को कष्ट तथा वेचेनी रहती हे । पीव पड़ने से 
कुछ Taq, भी भाने लाती है। “शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयु- 
तम्य च? खाने, पीने, बोलने, छीकने तथा देखने में भी कष्ट 
होता है। यह तृतीयावस्या है । चतुथाचस्था शुप्कीभवन 
की है जो उद्गम से Aa दिन से प्रारम्भ होती है। इसमें जिस 
क्रम से दाने निकले हैं उसी क्रम से अर्थात्‌ माथे से नीचे की 
ओर सूखने ऊगते दे । ज्वर तथा अन्य STN भी कम हो जाते 
हैं। एक सप्ताह में wea सूख कर खुरण्ड वन कर गिरते 
हैं तथा उनके स्थान में दाग दिखाई देने लगते हैं! संक्षेप में 
यह है-फि स्फोटोहम के प्रथम तीन दिन तक गांठदार, तीसरे 
से पांचवें दिन तक पानीदार, पांचवें से नौवें दिन तक पूयदार 
एवं नौवें से सतरहचें दिन तक शुप्क होते हैं। तप्ताहान्नि सर- 
त्येव TMT, पूणता ब्रजेत्‌ । ततस्तृतीये सप्ताहे शुष्यति स्सलति 
स्वयम्‌ । अथ we तु दिवसे प्रपूर्यन्ते जलेन ता । अष्टमेऽहि च पूयेन 
वर्ते च ज्वरस्तत ॥ शनकहाँयते चापि विपे प्रल्धुता गते । प्रायशो 
द्वाददाहेन शुण्यन्ति पिडकाश्च ताः ॥ विशीर्यन्ते च पक्षेण त्रिसप्ताहैस्तु 
नेरुजम्‌ ¦ यावज्नीवञ्च लक्ष्माणि तिष्ठन्ति प्रायशस्त्वचि। (सि नि.) 

भेद-(१) सौम्य ( ४०५०७ minor )--में सभी लकण 
हर्के होते हैं। विस्फोट कम निकलते हें । द्वितीयक उवर भी 
नहीं होता है । वषे खेलते-कूदते रहते हैं । 

(2) असंमीलित ( Disorete )--यह तीच स्वरूप का है 
तथा उक्त वर्णन इसी का है । 

(३) सम्मीलित ( Confluent )--यह द्वितीय से अधिक 
तीव है । इसमें दाने अधिक और प्रथम अळग २ होते हैं किन्तु 
आगे जा कर मिल जाने से सुख तथा हाथ-पांवों पर विद्रधि 
सी चन जाती हे । ( स्फोटाना मेलनादेषा बहुस्फोटाऽपि जायते, 
भावप्रकाशः) । जिससे रोगी पहचाना भी नही जा सकता है। 
ज्वर तेज होता है, प्रलाप तथा भाक्षेप, प्यास, तेज नाडी, 
शरे की अन्थियों में शोथ आदि उपद्रव होते हैं । द्वितीय 
सधाहान्त में विषमयता, जोवाणुमयता या हृद्यावसाद से 
zy at जाती है । भाग्य या देव-शक्ति प्रबळ होने पर जीता 
हे किन्तु २-३ माह में जा कर रोगी पूर्ण स्वस्थ होता है । 

(९) कृप्णमसूरिका (Black small POX )--यह भयङ्कर 
स्वरूप की मसूरिका Gre टीका नहीं लगाया हो उन्हें युवा- 
वस्था में होती है । 

(५) रक्तज़ावी मसूरिका--यह भी भयङ्कर हे । इसमें 
द्रवावस्था या पाकावस्था में विस्फोरों में खून आ जाता है 
तथा मळ, सूत्र, वमन के साथ पुव नासा से भी रक्त का खाव 
होता है--मुखेन प्रस्वेद्रक्त तथा घागेन चक्षुपा | ( माधवनि० )। 

(६) age मसूरिका, (७) अप्रगल्भ मसूरिका, (९) Bz 
या wy मसूरिका, (९) गाभिकी मसूरिका (Foetal small pox) 
आदि भेद होते है । 

उपद्रव--विसर्प, उपत्वचाक्षोथ ( 0५1०1४७ ), कर्णश्षोथ 
चेत्रामिष्यन्द, सनण Yas, आीवाकत्ताळसीकाग्रन्थिशोथ पाक 


२८६ 


सुश्रवसाह्ता 


ता । 


TST = PPP OPPPPL PPP PEP PPLL NAS PPP LPP PLP FNS ALL LOL LPL LL PLL PP EL LLL LA OL LPL 
OPAL 


PLL 


PPA PPL 


कास, न्युमोनिया; 


agra, पचाघात, Bea, wre, | सेद्पिण्डद्वार चन्द हो जाते हैं जिससे उन पिडिकाओं सें मेद 
याधिय, प्रवाहिका, Brat में गर्मलावादि । साव्याखाघ्यता- | भर 


(नी हैं तया पुकनो वेसीळस का उपसर्ग होने से पाक 


यह अत्यन्त औपसर्मिक, घातक, वेरूप्य तया deer करने | होकर चे फूटनी st 


वाळा रोग है। टीका न लगाने से ३०-३० प्रतिशव zy 

होती हे । त्वग्गना weeds पित्वा teasers oe afi 
CHET Beare मरिना ॥ असाष्या सन्नितानोत्यालासा 
वपामि लक्षयन्‌ 1 प्रवाळ्तडल्या काश्चित्‌ काश्रिज्यन्वूकडोपमा ॥ 


टौइनाळसमा- का्चिउतलोण्ञ्सनिमा-। कानो fern Wea 
SRS. SIT ॥ प्रलाउश्वारतिमूच्द्रा दृष्या ARS 


बुद्धेन प्रश्न वेद्रक तथा प्राणेन SAT ॥ कण्ड Fare SAT खासत्व 


त्वयथवंदनन 1 मंवरिन्मिमती यो ag ata विश्वसेत 4 चच 


त्यति प्रागान्लूषार्ती वायुदूषिन* । नखरिकन्ने शोय. स्वात. कूपरे 
मवन्मके । तयाऽतफचके चाणि दुश्विकित्त्स चतक ॥ ( भावन" 
चिदाचम्‌ ) । विद्राइकस्यातिकजाऽनिमारस्तयाऽ्िदिककाऽनकि- 
कासमोदे - । चुक्ता निंइन्तार ASAT च वाह्ये किावन्निभा 
च॥ ६ set )1 काद्चिद्रियाऽपि यत्वेन तिव्वन्त्याथु नखरिका- 
दृष्टा. Sea. काश्रिद नाश्वित reais वा न वा॥ काश्विन्यव 
तु सिध्यन्वि ताव्यमाना* प्रवत्नत- ॥ ( नावप्रकाश* ) । न मन्द- 
stra तत्य पापरोगस्य विधते। ( झीठळास्वोत्रम्‌ ) I 


जल 


कण्टकेराचितं वृत्तं कण्ट्टमत्‌, पाएडुमणडलमू | 
पद्मिनीकए्टकप्रख्यैस्तदास्यं कफबातजम्‌ Re ॥ 
पश्मिनीकण्टक--कफ और वात से उत्पन्न तया कमठिनी 
के काँटो के समान कांटा से भरा हुना तथा गोळ, कण्ड्युक 
एवं पाण्डुरंग के मण्डळ को पत्चिनीऊण्टक कहते हैं ॥ 
विमश--श्रह्द त्वचा का सौन्य अर्दुद "ददो सकता दे तया 
इसे पेपिलोमा सफ दी स्किन ( Popilloma of the skin) 
कहते हैं । 
नीरुज्ञं सममुत्सन्नं मरडलं कफरक्तजम्‌ | 
सहजं THis श्लच्णं जतुमर्णि fre: 1 ४० ॥ 
नतुभणि-करफ ak रक्त के कारण उत्पन्न, वेदना 
रदित, चारों ओर समान उमरा हुआ aves जो क्रि सहज 


( जन्मजात ), Fy लाळ भोर श्‍ळचग होता है उसे जतुमगि 
कहते टॅ ॥ 2०1 


दिमरा--त्वचा पर सेल्यानिन) ( Melanin» नामक रंग 


९२) ल्बुमतूरिका, मोतित्रा झीदला ( 001६20 Pox ) | के जम जाने से जो तिळ या मस्सा जन्मज्ञाव होता दै 
कारण अज्ञात है। इसमें ज्वराद्ि-रत्तण सोम्य होते ६; | ज्ञठुमणि (Congental mole) कहते है 1 चरक्ोक्तउश्षग-- 


विस्कोट चोचीस घण्टे के सीतर few आते हैं, कई दिन तक 


ह. विरळा” कतिचिब्त्य पिडका- झोह्तन्तदाः | ज्वर. स्वल्प | 


deat Sat SAAT ॥ 


(३) रोमान्विका--खसरा ( मीजत्स Measles )--यह 
भी एक बच्चों का स्वतन्त्र विस्फोटक ज्वर द जिसमें शीतपू- 
Gt, AUS, वसन, Waa, Bis आना, प्रतिरयाय, 
कास, आंखों की gal, me के भीतर कोपछिक के दाग 
( नीछापन RA सफ़ेद घब्चे ) ये प्रधान रक्षण होते हे । इस 
रोग का Takes कारण नी आज्ञात हे a ee छोग 
निष्यन्दुनशीर जीवाणु मानते दें जो रोगी के रक्त में, नासा, 
सुनन तया खसन-पंस्थान के च्याच सें ते हैँ । प्राय, आयुवेद 
में इसे ससरिका का ही एक मकर साना दै किन्तु इन दोनों में 
दोष तथा feasts जनुसार सेद दै--उदठ्प्ररागा पिडळा 
RK Tier TCR | कण्ड्युता see wee 
taf पित्तकनतव ste ॥ ( चरक चि, अ. १४ ) | रोम- 
कूपोन्तति्मा राग्रिपः ऋक्षण्चिणा३ | कानोतेचवक्सचुक्ता रोमा- 

नली च्तरपूर्विका” ॥ ( साधवनि० )। 
शाल्मलीकण्ठकप्रद्याः कफसारुवशोणितेः। ' 
जायन्ते पिडका यूनां बकरे या चुखदूधिका, 1 ३5! 


अुखदूपिका--कष्, वाच ओर रक के कारण युवा मनुष्यों 
के सुख पर सेमळ के काडे के समान पिडकाएं उत्पन्न होती हैं 
उन्हें दुखदूदिका कहते हैं ॥ ३८॥ 


विमर्ससुछकान्दिदारकत्वेन युखदूषिका सुदामा’ इत्युच्यन्ते 
लोळे । इसे यौवनपिउका तया डावटरी में परिन वल्गेरिस 
(Acne Vulgsris} कद्व इ 1 ‘Stat सुखे चूना नान्या 
युउदूषिक्रा इस Aes के वर्णवानुसार सुस की त्वचा के 


कुरा त्निग्यो जनुमगिनेयों वानो 
त्ाहुमिषग्वराः ॥ 
~ ७ स्थिरळ्येव 
अवेदनं स्थिरञ्चेव यत्य गात्रेषु इश्यते । 
सापवत्कण्मुत्सन्नसनिलान्मपर्क्क वदेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
मपक--मजुप्य के भिन्न २ ait पर वात के कारण उत्पन्न 
तथा पीडारहित, स्थिर एवं उडदी के समान काले रंग के 
उमार या चिह दिलाई देवे हों तो उन्हे मपक (Elevated 
mole) कहने हैं ॥ २१॥ 
विमर्य--मपकनिरकी मापझब्दाद वे प्रतिकृती? इति कन्‌ , 
नेरुक्त्येन च विधिना हत्वत्वन. । भोजोक्तमपक्रलक्षणम---वात्तेरिते 
खचि यदा दुष्वेते कफमेटसी । ४९६ खदु सवर्गञ्च aah मष 


वडेत.॥ चढ Elevated mole? | 


कृष्णानि तिलमात्राणि नीरजानि समानि च | 
वातपित्तकफोद्रेकाचान्‌ विद्याचिलकालकाच्‌ ॥४२॥ 
तिलकाळक--वाच, पित्त और कफ के San से काले 
रय के, तिळ के ससान आङ्कति के, वेदभारहिवत तया समान 
लो शरीर पर fag होते हे उन्हें तिळक्ाळकर कहते हैं ॥४२॥ 
विमर्श--विछकारूक को तिळ ( None elevated mole) 
कहते el वात्रपितकःतोद्रेकात' की जगह 'दातपित्तककोच्छोपात! 
पेला पाठान्तर दै । तरिळ्लक्षणमन्यत्र--मारत- पित्तमादाय ae 
कलमात्रिव | चिनोति तिलनात्राणि त्वचि ते तिङकाळकाः ॥ 
सण्डलं सद्ददल्पं वा श्यासं बा यदि बा सितम्‌ । 
सहजं नीरुजं गात्रे स्वच्छमित्यभिघीयते ॥ ४३ ॥ 
न्यच्छु-दरीर के किली साय पर चढ़ा या छोटा, साम 


या सफेद तया पीडारहित और सहन ( जन्मजात ) जो चिह्न 
होता दे उसे न्यच्छु कते हैं 1 ४ 


Pair । अन्ज त्वपरैरक्त ठक्ष्मे- 


अध्यायः १३ ] 


धरा mt. ण्यागाग Mn do CNC in lane RE OORT, 75 


विमर्श--न्यच्छु को छाञ्छुन कहा जाता है--न्यच्छे लान्‍्उ- 
चसुच्यते । भोजोक्त लक्षणं यथा--रक्तपित्तान्वितो वायुस्त्वकप्रदेशा- 
श्रितो यदा । जनयैन्मण्डलं कुष्ण इयाव वा न्यच्छ्मादिशेत्‌ ॥ 


समुत्थाननिदानाभ्यां चर्मकीलं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४४॥ 
चर्मकीळ--ससुत्थान ( सम्प्राप्ति ) तथा निदान की दृष्टि 
से अशोनिदान में चर्सकीळ का वर्णन कर दिया गया है new 
विमर्श--वाग्भर ने चर्मकीळ को मपक का ही एक सेद 
साना है--मपेभ्यस्तूज्नततराश्वमकीलान्‌ सितासितान्‌ । 


कोघायासम्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः '। ४५ ॥ 
सहसा सुखमागत्य मण्डलं विस्र॒जत्यतः | 
नीरुजं तनुकं श्यावं सुखे व्यङ्गं तमादिशेत्‌ ॥ ४६॥ 
व्यङ्ग-कऋ्रोध तथा परिश्रम से प्रकुपित वात पित्त के साथ 
संयुक्त होकर Fanta में जाकर अकस्मात्‌ wes उत्पन्न 
करता है जो कि पीडारहित, अल्प तथा श्याव वर्ण का होता 
है उसे व्यङ्ग कहते हें ॥ ४५-४६॥ : 
कृष्णमेवंगुणं गात्रे नीलिकां तां विनिर्दिशित्‌ ॥ ४७॥ 
नीलिका--व्यद्ञ के समान ही लक्षणों वाळा किन्तु वर्ण सें 
काला हो भौर सुख के अतिरिक्त अन्य carat पर मण्डळ हो 
उसे नीलिका कहते हैं ॥ ४७॥ 
विमशे--माधवकर ने इसे सुख पर भी होना माना है-- 
कृष्णमेवगुण गात्रे सुखे वा नीलिका विदु'। किन्तु वाग्भट ने भी 
झुख से अन्यत्र होने वाळे wes को ही नीलिका कहा है-- 
इयामळं मण्डल व्यन्ग वक्त्रादन्यत्र नीलिका । (ato सं०) | डाक्टरी 
मत से च्यङ्ग, न्यच्छ और नीलिका ये एक ही प्रकार के विकार 
केमिन्न २ नाम हैं। छोटी धमनियों, सिराओं तथा केशि- 
काओं का त्वचा में गुच्छ बनने से यह रोग होता है तथा 
इसे Capillary sngiomats or Naevi कहा जाता है । 
मदनात्‌ पीडनाच्चापि तथेवात्यसिघाततः | 
मेढूचमे यदा वायुभेजते TATAT ॥ ४८ ॥ 
तदा वातोपरइष्ट॑ तु चस प्रतिनिवत्तते | 
सणेरघस्तात कोशश्च अन्थिरूपेण लम्बते ॥ ४९ ॥ 
सवेदनः सदाहश्च पाकं च ब्रजति कचित्‌ | 
सारुतागन्तुसम्भूतां चिद्यात्तां परिवत्तिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
सकण्डूः कठिना चापि सैव श्लेष्मससुस्थिता ॥५१॥ 
परिवर्तिका-हस्तादि द्वारा सदन करने से, अधिक दवाने 
सें तथा सेधुन के समय झगडा-फसाद होने के कारण अधिक 
चोट छगने से सचे-शरीर-सञ्चारी व्यान वायु जव लिङ्ग के चमं 
में ्रवि्ट होती है तव वायु से आक्रान्त हुआ वह चर्म ऊपर 
की ओर चढ़ जाता है तथा मणि (सुपारी ) के नीचे अन्थि 
रूप में हो कर छटकता हे । कभी कभी उसमें पीड़ा, दाह और 
पाक भी होता है । इस प्रकार चायु तथा अभिघात आदि 
आगन्तुक कारण से उत्पन्न हुये इस रोग को परिवर्तिका कहते 


Saf इस रोग सें खुजली चलना तथा कठिनता प्रतीत हो. 


तो उसे कफजन्य परिवर्तिका समझनी चाहिये ॥ ४८-७१ ॥ 
विमशः--भोजोक्षप रिवर्तिका छक्तण-मणेरषो मेढूचमे न्या- 

ag परिवर्तयेत.। सञ्ूलतोददाहाचयैविज्ञेया परिवर्तिका । इरैष्मिकी 

कठिना स्निग्धा, दण्डूमत्यस्पवेदना ॥ परिवर्तिका को पेराफाईमो- 


निदानस्थानम्‌ | 


२८७ 
सिस ( Parophymosis ) कहते हैं आघातादि हारा चर्म के 
ऊपर चढ जाने पर चर्म तथा शिक्ष मणि सें शोथ हो जाता है 
जिससे वह नीचे सुपारी पर नहीं उतर सकती है । शोथहर 
तथा जीवाणुनाशक चिकित्सा न करने से घणोत्पत्ति हो कर 
दोनों परस्पर Ge जाते हैं तथा कभी कभी इन्द्रिय में सदन 
( Putrefection भी होने लगती है । 


अल्पीयः खां यदा हर्षाद बालां गच्छेत्‌ Ret नरः | 
हस्ताभिघाताद्थवा चमंण्युद्दर्तिते बलात्‌ ॥ ५२॥ 
सद्नात्पीडनाद्वाऽपि शुक्रवेगविघाततः | 
यस्यावपाञ्चते चस तां विद्यादवपाटिकाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शवपारिका-जब कोई मनुष्य अल्प योनिब्छिद्र वाली 
चाळा ( अत्पवयस्का ) et के साथ प्रहर्ष ( संरम्भ या घेग ) 
पूर्वक सम्भोग ( वलात्कार ) करता है उससे अथवा fer 
लगाते समय या हस्त-मेथुन करते समय हाथ के भभिघात 
( चोट ) से चमं के ऊपर चढ जाने पर किंवा शिश्न के मर्दन 
और पीडन से एवं उपस्थित gett को रोकने से यदि उस 
मनुष्य का चर्म फट जाता है तव उसे अवपारिका रोग जानो 
विमर्शः--अल्पीयो5ल्पतर ख योनिसुख यस्याः सा ताम्‌ | भव- 
पादिका को Tear in the prepuce कहते हें। 
वातोपसृष्टमेचं ठु च्म संश्रयते मणिम्‌ | 
मणिश्वर्मोपनद्धस्तु मूत्रख्नोतो रुणद्धि च ॥ ५४॥ 
निरुद्धप्रकशे तस्मिन्मन्द्धारमवेदनम्‌ | 
मूत्र प्रवतेते जन्तोमेणिने च विदीर्यते ॥ ५५ ॥ 
निरुद्धप्रकशं विद्यात्‌ सरुजं वातसम्भवम्‌ ॥ ५६॥ 
विरुद्वप्रकश--इसी प्रकार यदि वात से दूषित शिश्नचर्म 
सणि को पूर्णूप से ढक देता है एवं चर्म से ढकी हुई वह मणि 
सूत्र निकलने के खोतस्‌ ( ant) को अवरुद्ध कर देती हे तथा 
सूत्रमार्ग के निरुद्ध होने पर पीड़ा के विना ही सूत्र भन्द धार 


| के रूप मे निकलता है किन्तु मणि खुलती नहीं हे इस तरह 


चात-अकोप से उत्पन्न तथा कुछ पीडा देने वाला निरुद्धम्रकश 
रोग होता है ॥ ५४-५६ ॥ द 
विम॒र्शः--निरुडप्रकाशत्वान्निरुदप्रकश' । ( मधुकोषः )। चर्म- 
द्वारा मणि ढक जाने से उस पर प्रकाश पड़ना निरुद्ध ( बन्द ) 
हो जाता है। वाग्भट ने मणि का विकास निरुद्ध होने से 
इसका निरुद्रमणि नाम रखा है--मणेविकासरोधश्च स. निरुद्ध- 
मणिगंद* | डाक्टरी में इसको फायसोसिस ( Phimoss ) कहा 
है। इसके जन्मजात तया जन्मोच्तर ऐसे दो भेद किये गये हैं। 
जन्मजात का कारण गर्भवृद्धिदोप है! जन्मोत्तर बच्चों में 
शिश्नचर्म के बार वार खुजाने तथा पकड कर खींचने से 
युवाओं के एयमे होने से angel में वस्तिगत अश्मरी, 
मृन्नामार्गसझ्लीच एवं अष्ठीछाबुद्धि के कारण खुजाने और मस- 
छने से उत्पन्न होता है । 
वेगसन्धारणायायुर्विहतो शुदमाश्रितः | 
निरुणद्धि महत््रोतः सुक्ष्मद्वार करोति च ॥ ५७ || 
सार्गेस्य सौच्म्यात्‌ कच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति | 
सन्निरुद्युदं व्याधिमेनं विद्यात सुदुरतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सन्निरुद्युद्‌-७.पान वात तथा मळ-सून्न के वेगो को 


265 
PPL PP 9 LLP LLLP PPP 


रोकने से कुपित वात get में जाकर महाखोत का 


अवरोध 


करके उसके नीचे का (gz) मार्ग सकुचित (छोटा ) कर ' 


देती है, इस तरह मार्ग के छोटा होने से उस मजुप्य का मळ 
कठिनता से बाहर निकळता है। इस प्रकार उत्पन्न हुये 
सुदुस्तर ( कष्टसाध्य ) इस रोग को सन्निरद्रगुद जानो॥ 
es विमशः--इस रोग को Stricture of the rectum कहते 
इ । गुदा में घरग होकर उनके स्थान पर सङ्गोच होने से यह 
रोग पेटा होता हे । इसमें प्रथम विवन्ध पश्चात्‌ क्रमशः 
विवन्थ और पतले दस्त होते हैं। यदि मळ कड़ा तथा फीते 
के समान छम्बा और चपटा निकळे पव साथ में आंब तथा 
निर्णय ax 
खून भी हो तो इसका निदान ( निर्णय ) पक्का हो जाता हे | 
शकक्मूत्रसमायक्तेऽघौतेऽपाने शिशोभवेत्‌ | 
स्विन्नस्याम्नाग्यमानस्य कण्डू रक्तकफोद्धवा ॥ ५६ | 
करडूयनात्ततः fan स्फोटाः ख्रावञ्च जायते | 
एकीभूतं तरगेर्घोरं त॑ विद्यादहिप्रतनम |! ६० ॥ 
नहिपूतन--मळ तथा सूत्र से युक्त अपान (गुदा) के 
पानी द्वारा नहीं घोने पर तथा पसीना होने के बाद प्रायः 
मन्दोणा जळ से स्नान नहीं कराने वाले वच्चे के रक्त और 
कफ के कारण गुदा में कण्डू उत्पन्न होती हे तथा उसे खुजाने 
से स्फोट उत्पन्न होकर उनसे खाव वहता है। इस तरह चरणों 
से युक्त एवं Wag स्वरूप के इस रोग को अहिपूतन जानो ॥ 
विमर्दः--नहिपूतन को Infantile erythema of Jac. 
quet or Napkin rash or sore buttocks कहते हैँ तथा मल, 
मूत्र और म्वेद से गुदा के सदा गीळी और गन्दी रहने से होता 
है। दुष्टस्तन्यपान से भी होता हे ऐसा भोज का मत हे- 
दुष्टस्नन्यम्य पानेन मल्स्याक्षाळनेन च । कण्डूटाहस्जावद्धि पिट- 
ta समाचिता ॥ सम्मवन्ति यथादोप दारुणा झाहिपूनना ॥ 
SURAT में इसे मतान्तर से मातुकादोप, प्रशरु, गुदकन्द 
आदि fear दै-केचित्त ame प वदरन्त्यन्येऽपि पूतनम्‌ । 
्रष्टार्शुंटकुन्दञ्च केचिच्च तमनामिकम्‌॥ लक्षण-स तेन सलिलो- 


(ee दुर्गन्रि नानावर्णवेहन फेनिळमतिसार्यते । 
अ० Go )1 


स्तानोत्सादनहीनस्य भलो वृपणसंत्रितः | 
प्रक्लियते यदा स्वेदात्‌ स कण्डूं जनयेत्तदा ॥ ६१॥ 
तत्र करडूयनात्‌ fat स्फोटाः ered जायते | 
प्राहवूंपणकच्छूं तां शलेष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥ ६२॥ 
दृषणफच्छू--नान तथा उचटन नही करने वाले बच्चे के 
घृषण प्रान्त में जमा हुआ मळ जब पसीने से गोळा होता है 
तय वह खुजली उत्पन्न करता दै और वहा सुजळाने से शीघ्र 
दी स्फोट ( फुन्सिया ) निकळ आते = और उन से खराव 
भी वहता है | इस प्रमार कफ और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न 
हुये इस रोग को चृपणकच्छू ( Eczema of the scrotum ) 
कहते दै ॥ ६१-६२॥ 
प्रवाहणातिसाराभ्या निर्गच्छति शुदं बहिः | 
रुत्नठुबलदेहस्य तं गुदभ्रशमादिशेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति सुश्रतसंहितायां निदानस्थाने खलुद्रोगनिदान 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


OOTY IO 


सुश्रुतसंहिता | 


युदभ्नंग--रूच तथा दुर्बळ शरीर वाले मजुप्य के प्रवाहण 
(gaa) तथा अतिसार से गुद वाहर निकल आती है 
उसे गुदभ्रंश कहते हैँ ॥ ६३ ॥ 

विमर्शा--सुद्भंश को भोलेप्सस रेक्टाई ( Prolapsus 
४९०० ) कहते दै । इस के पूर्ण तथा अपूर्ण ऐसे दो भेद होते 
ह । पूर्णयुदभ्नश बच्चों को अधिकतर होता है तथा इस में 
गुदा की समग्र भित्ति बाहर निकळ आती हे । अपूर्णगुदभ्नश 
अधिकतया युवकों मे होता है तथा इसमें गुदा की केवर 
SUS त्वचा AEN से वाहर निकलती है । 

इत्यायुर्वेदृतच्वसन्दीपिकामापाटीकायां छुद्दरोगनिदानं 

नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
_०५८५७८०१/०/०- 


'चलुदेशोऽध्या य? | 


अथातः झुकदोपनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि' ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर शूकदोपनिदान का वर्णन करते हैं 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१-१॥ 
विमरशः--शूक अर्थात कोई खास औपध किंवा वात्स्या- 
यनोक्त लिद्ववृद्धिकारक योग उन के मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न 
दोषों ( रोगों ) का वर्णन करते हैं । यहां पर दोष शब्द रोग 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जैसा कि चरक ने भी लिखा है-- 
“दोषा aft रोगशव्द लमन्ते'! लिद्ववृद्धिकरयोग*--भमछातकास्थिजल- 
शुकमथाब्जपत्रमन्तविदह्म मतिमान्‌ सह सन्धवेन । एतदिरूढवदती- 
फलतोयपिष्टमाठेपन मद्िषबिड्विमलीङ्ृतेऽङ्ग ॥ स्थूल महृत्तरतुरङ्गः 
मतुस्यमाझु शेफ करोत्यभिमन नहि सयोऽस्नि ॥ जळ-श्ूकादिं 
से रहित प्रशस्त तेळादि से gage नहीं होते हैं---यथा-- 
अश्वगन्पावरीकुषए्ठमासीसिहीफलान्वितम्‌ । चतुर्गुणेन दुग्धेन तिल” 
de विपाचयेत्‌ | स्तनछिङ्गकर्णपालीवर्धेन ब्रक्षणादिदम्‌ ॥ 
लिङ्गबृद्धिमिच्छतासक्रमप्रवृत्तानां शूकदोर्षानमित्ता 
दशा चाष्टौ च व्याधयो जायन्ते । तद्यथा--सर्षेपिका, 
अप्ठीलिका, रथितं, कुम्भीका, अलजी, aed, सम्मूढ 
पिडका, अवमन्थः, पुष्करिका, स्पर्शेहानिः, उमा, 
शातपोनकः, त्वकपाकः, शोणितालुंदं, मांसाचुंदं, मांस- 
पाकः, विद्रधिः, तिलकालकश्चेति ॥ ३ ॥ 
शृकदोपजरोग--लि्ग की ae या स्थूलता चाहने वाले 
सथा झाख्रीय क्रम से विपरीत योगों में प्रवृत्त हुये मनुष्यों 
के शूक दोप के कारण sere व्याधियां उत्पन्न होती हैं, 
वे रोग ये हें जेसे-सर्पपिका, अष्टीलिका, afta, कुम्भीका, 
अळजी, सुदित, संसूढपिडका, अवमन्य, पुप्करिका, स्पर्श 
दानि, उत्तमा, Tait, त्वकूपाक, शोणितार्छुद, मांसाद, 
मांसपाक, विद्रधि तथा तिळकालक ॥ ३॥ 


गौरसषेपतुल्या तु झकङु्ुमदेतुका | 
पिडका कफरक्ताभ्यां ज्ञेया सर्पपिका ger iy ॥ 
सर्पपिका--असम्यक्‌ रूप से प्रयुक्त शूको के प्रयोग के 


कारण कफ भौर रक्त से उत्पन्न तथा aa सरसों के समान 
झाकृति की पिढिका को सर्पपिका जाननी चाहिये॥ ४॥ 


अध्यायः ५५ ] 


खच्््य्सख्य्स्स्स्स्सस्‍स्ात्स्रेरस़र्ःः<5<स AS SSeS eee es Sere ASAE AAA 


विमशे.--ऊहों कहीं 'शूकहुभंगहेतुकाः ऐसा पाठान्तर हे | वस्तु 


जिस का अर्थ 'शूक तथा निकृष्ट भग (दू! 
करना चाहिये । a Be Sr Cafe योनि ) tae 
कठिना विपसेरन्तेमांरुतस्य प्रकोपतः | 
शूकेस्तु विपसम्भुग्नैः पिडकाउप्टीलिका भवेत्त॥ ५ ॥ 
अष्ठीलिका--विपस (अप्रशस्त) तथा भज्ञातकास्थिरूप विष 
से सग्सुझ (युक्त) शूर्का के अन्त (प्रयोग) से वायुका प्रकोप होकर 
कठिन पिडिका उत्पन्न होती है उसे अष्टीलिका कहते हैं nen 
शूकयत पूरितं शश्वद्‌ प्रथितं तत्त कफोत्थितम्‌। 
कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्त्रवास्थिनिभाऽशुभा ॥६॥ 
अलजीलचणैयुंक्तामलजीं च वितर्कयेत्‌ | 
मृढितं पीडितं यत्तु संरञ्धं वायुकोपतः ।। ७॥ 
पाणिभ्यां श्वशसम्मूढे सम्सूढपिडका भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अयितादिवर्णन--चात्त्यायनोक्त age तिलों के लेप से 
fer शूक से भरे हुये सा निरन्तर प्रतीत हो तो उसे कफ- 
जन्य ग्रथित रोग कहते हैं । तथा रक्त और पित्त के प्रकोप से 
उत्पन्न एवं जामुन की शुठळी के समान वणं तथा आकृति की 
aga पिडिका को कुम्भीका कहते हैं एवं प्रमेहपिडका सें 
वर्णित अळजी के लक्षणों से युक्त पिडिका को अळज्ञी कहते 
हैं तथा शूकपात (gegen औषध लगाने ) के पश्चात्‌ 
वायु के प्रकुपित होने से प्रथम इन्द्रिय में संरब्ध ( सर- 
सराहट ) होती है जिस से वह व्यक्ति उसे हस्तादि-द्वारा 
पीडित करता है उस से छुदित रोग उत्पन्न होता है । इसी 
तरह शूकपात के पश्चात्‌ हाथों से शिक्ष को अत्यधिक मस- 
ऊने पर संसूढपिडका रोग होता है ॥ ६-८॥ _ 
दीर्घा बहुथश्च पिडका दीर्यन्ते सध्यतस्तु याः | 
सोऽतरमन्थः कफासुगभ्यां वेदनारोमहषेकत्‌ ॥ ६॥ 
अवमन्थ--शिक्षपर कफ ओर रक्त के प्रकोप से अनेक 
वडी वडी पिडकाएं उत्पन्न होकर मध्य में से विदीर्ण हो जाती 
aon जिन में वेदना और रोमहर्ष होताहै वह अवमन्थ रोगहे॥ 
पित्तशोणितसम्भूता पिडका पिडकाचिता | 
पद्मपुष्करसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा ॥ १०॥ 
पुप्करिका-दिश्न पर पित्त और रक्त के प्रकोप से अनेक 
छोरी छोरी पिडकाओं से घिरी हुई तथा कमळ की कर्णिका के 
आकार की जो पिडका होती है उसे पुप्करिका कहते हैं ॥१०॥ 
जनयेत्‌ स्पशेहानि तु शोणितं शूकदूषितम्‌ ॥ ११॥ 
स्पर्शहानि-रोग में शिश्नगत रक्त शूक (लिङ्गद्द्धिकर 
योग ) से दूपित हो कर वहां के स्पर्श ज्ञान को हानि ( चुक- 
सान ) पहुंचाता है ॥ १३॥ 
सुद्रमापोपसा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा | 
उत्तमैया तु विज्ञेया शुकाजीणेनिमित्तजा ॥ १२॥ 
उत्तमा--शिश्न पर वार-वार शूक के प्रयोग करने से तथा 
जीर्ण के कारण रक्तपित्त की दुष्टि से Gar होने चाळी मूंग 
तथा seat के आकार की एवं रक्तवर्ण की जो पिडिका होती 
है उसे उत्तमा जाननी चाहिये ॥ १२॥ 
Racers fad यस्य समन्ततः। 
वातशोणितजो व्याधिर्विज्ञेयः शतपोनकः ॥ १३॥ 
द्ातपोनक-मिय्यापरधुक्त शूकदोष से जिस aga का 


३७ ge 


निदानस्थानम्‌ | 


२८६ 


( शिश्न)) सूदमसुख वाले अनेक et से चारों [ओर 
व्याप्त दो जाय तब उस वातरक्तजन्य रोग को शतपोनक 
रोग जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
पित्तरक्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्ञरदाहवान्‌ | 
QS, स्फोटे S र. 
कृष्णः स्फोटेः सरक्तेश्च पिडकामिश्व पीडितम्‌ ॥१४॥ 
यस्य बस्तिरुजश्चोः ज्ञेयं तच्छोणिताबुंदम | 
सांसदोपेण जानीयादचुंदं मांससम्भवम्‌ ॥ १५॥ 
शीयन्ते यस्य सांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः | 
विद्यात्तं सांसपाकं तु सवंदोपक्कतं भिषक्‌ १६॥ 
विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमभिनिर्दिशोत्‌ ॥ १७॥ 
त्वकपाकादि चर्णन--जिस ager के शिश्न की त्वचा में 
पित्त और रक्त की दुष्टि से पाक उत्पन्न हो जाय तथा ज्वर 
और दाहकारक हो तो उसे wae जानना चाहिये चथा 
जिसका शिशन लाळ और are स्फोटो और पिढकाओं से 
पीडित हो तथा चस्ति अदेश में भयङ्कर पीडा हो उसे शोणि- 
wag जानना चाहिये एवं शिश्न के मांस की दुष्टि से मांस- 
जन्य age समझना चाहिये। इसी तरह जिस मनुष्य के 
शिश्न का मांस गळ कर शीर्ण ( नष्ट होता हो तथा जिसके 
सर्व प्रकार की वेदना हो रही हो उसे घेद्य सर्वदोपोत्पन्न मांस- 
पाक हुआ जाने तथा सन्निपात (त्रिदोष) ही के कारण विद्रधि- 
निदानोऊ नानावणं वेदना और खराव इन छत्तरणो से युक्त जो 
हो उसे विद्रधि जाननी चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 
कृष्णानि चित्राणयथवा garter सविषाणि च | 
पातितानि पचन्त्याशु मेढ निरवशेषतः ॥ १८॥ 
कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः | 
सन्निपातसमुत्थानं तं विद्यात्तिलकालकम्‌॥ १६॥ 
तिळकाळक--काले चरण के या चित्र-विचित्र घर्ण के अथवा 
भल्लातकादि विपयुक्त शूको (लिङ्गद्द्विकर योगों ) के शिशन 
पर पात ९ प्रयोग ) करने से वे शीघ्र ही निरवरोष ( सम्पूर्ण ) 
मेढू ( शिश्न ) को पका देते हैं तथा जिस मनुष्य के शिशन 
के मांस काले ( तिळ समान ) होते हुये गळ कर नष्ट होने लग 
जाते हैं ऐसे रोग को सन्निपातजन्य तिळकाळक जानो ॥१८-१९॥ 
तत्र सांसालुंदं यच मांसपाकञ्च यः स्मृतः | 
विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्थुस्तिलकालकाः ॥२०॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने शूकदोपनिदानं 
नाम चतुदेशो5ध्याय: | १४ ॥ 
en SO 


असाध्यता-शूकदोपों में जो मांसाउँद, मांसपाक और 
विद्रयि एवं तिळकालक कहे गये हैं वे साध्य नहीं होते हं ॥२०॥ 
इत्यायुर्वेदतस्वसन्दीपिकाभापायां शूकदोपनिदान 
_ नाम चतुर्दृोऽध्यायः ॥ ५४॥ 
SEALS 
पञ्चदक्ोऽध्यायः | 
अथातो भञ्नानां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अव इसके अनन्तर भननिदान का वर्णन करते ह जैसा 
कि सगवान धन्वन्तरिने सुद्रुत के ल्यि कहा घा ॥ १-२॥ 


१६८ 

पतनपीडनप्रहाराच्तेपणन्यालमृगदशानम्रश्वविभिरभि- 

घातविशेपेरनेकविधमरूनां भम्ममुपदिशन्ति ॥ ३॥ 
भम्न-कारण--उहीं से गिरना, किली से अङ्ग का दवना, 
लाठी था शास का प्रहार, इम्त-पादादि अङ्गको सींचना तया 
ene ( सिंहादि हिंखक ) तथा हरिणादि अहिक पशुओं के 
दुन्त-नख से काटता या फाड देना आदि अनेक घकार के 
आधात-बिशेषों से अस्थियों में अनेक प्रकार का अझ होता हे 
विमण--भन बाव्द का अर्थ टूटना है अतः इसका उपयोग 
केवळ अस्थिमत् ( £०४०९ ) के लिये ही होना चाहिये किन्तु 
सुश्रत, चरक तथा वाग्भट में इसके अस्यिमझ और सन्धिझ्ुुक 
(Dislocation ) दो भेद करके दोनों अथौ में प्रयुक्त किया है! 
डायटरी में अस्थिमञ्च (Fracture ) तथा सन्बिविग्लेप या 
सन्धिच्युत्ति (Dislocation ) ये दोनों स्वतन्त्र एथक्‌ २ रोग 
साने दें । सन्धिविश्लेष में प्रायः afta का अञ्न कम या नहीं 
होता, अपि तु ae सन्थि-स्थान से कुछ इट जाती है। चाग्भर 
ने भन्न के स्थान में भन्न दाच्द का प्रयोग किया हे और उसके 
दो भैंद माने हैं--सन्विभज् तथा असन्विभद्ठ जेसे--पान- 
घातादिमिद्रेवा #द्भोऽम्य्नां सनन्‍्व्यसन्धित. 1 भावत्रकाण ने भी दो 
सेट साने Fara समासाद दित्रिथ दुता! ळाण्डे च सन्वावपि? 
(वाग्भट उ० wo २५७) अझ्नपरिभापा-अस्थि के करिसी स्थान 
पर टूट जाने को अस्थिभत ( Fracture ) कहते हँ। कारण-- 
साधारणतया चोट छगने से अस्थि का an होता है किन्तु 
कभी afta रोगग्रस्त होने पर थोटे ही भार से टूट जाती 
है । वहुधा जहां चोट ळगती है उसी रथान पर अस्थि टूरती है 
परन्तु देखा जाता दै कि अस्थि के दोनों प्रान्तों पर दबने से 
यीच में से टूट जाती दे। पेढ़ से गिरने पर जहां चोट छगती 
है उससे झळ दूरी पर अस्थि zat है! पेशी-कण्डराओं के 
oan से सी सच अस्थियां टूट जाती हैं, जसे जान्वस्थि 
( Patella ) का भन्न इसी प्रकार का होता हे t पतनपीडनादिं 
wae प्रधान या तात्कालिक कारण हैं तथा आयु, fez, रोग, 
व्यवसाय, गन्थियों तथा अस्थियों के विकार सहायक या गौण 
कारण इं | वाल्यावस्या म॑ अस्थियां अधिक मुलायम as से 
केरळ मुद जाती दे, Zedt कम हैं । २० से ४० वर्ष की आयु में 
अस्थियां कठोर हो जाती हूँ तथा ager अधिक उद्यमी पुचं 
धनार्जन के लिये या भनोविनोद के लिये धायः आपत्तिजनक 
कार्या को भी कर वेते दे अतः मझ अधिक हुआ करते हैं! 
frat की अपेक्षा पुरुषों में भभ अधिक होते हैं। अत्यित्तय 
(Bone T B or Caries of bone), अ स्थिवक्रता (Bickets), 
अम्थिभद्वुरता, पज्ञावात (2151755), फिरङ्ग आदि रोग 
भी भन की भरवरृत्ति उत्पन्न कर देते हैं। पेतृकभशप्रवृत्ति 


(Frogihtas ७७010) जो माता-पिता से बच्चों में आती है 
भन्न होने में कारण होती दे । : 


सनि भद्नजातमनुसार्थमाणं द्विविधमेवोत्पद्यते 
न्धमुक्क काएडभग्नं च ॥ ४ ॥ 
भप्नमेद--चह अनेक प्रकार का भच चिश्लेपात्मऊ (तात्विक 


या सूच्म) दृष्टि से विचार करने पर डो ही प्रकार का होता है 
जैसे सन्धिमुक्त तथा काण्डमझ ॥ ४॥ 


विमर्शौ--सन्धिमुक्त को सन्धिच्युत या सन्धिभंग या 
सन्धिविसश्लेष / Dislocation ) कहते ईद तथा काण्डभम्न को 
असन्विभर ( Fractore) कहते हैं। क्षाण्ददाउ्दार्थ--पूर्वापर- 


सुश्रुतसंहिता 1 


Ranier ppp popper OO कक क कक कक का कक 


नः 
AFTRA ON. 


सच्चिन्नोऽस्थ्यवयचः काण्ट , ( गात्र या Body) तयोरेवास्िका- 
ण्ढयोर्मध्यसन्धानं afer: (Joint ) ( न्या० 'चं० ) । काण्डे सन्धिः 
पर्यन्ते ण्कम्वण्टे ( भाव प्र० ) । 
तत्र सन्धिमुक्तयू-उत्पिर्ट, विशिष्ट, विवर्तितम्‌ 

अवनिप्तम; अतिक्षिप्त; तिय्येकूचिप्रमिति पडविघम ॥ 

सन्विमुक्तमेद-उनमें सन्धिमुक्त के उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विव- 
faa, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यकूहिप्त ऐसे ६ भेद होते हैं ॥ 

विमर्दाः--उत्पिष्ट में अस्थिसन्धि के विश्लेप के साथ-साथ 
उसका चूर्ण या पेषण भी हो जाता हे इसे Fracture dislo- 
०४४०० कहते हैं । Ries मे अस्थि का स्वद्पविश्लेष होता 
है इसकी Subluxation or incomplete dislocation कहते 
हं। विवर्तित में अस्थि दक्षिण या चाम में सरक जाती है 
इसको Lateral displacement कहते St अवचषिप्त में अस्थि 
नीचे सरक जाती है इसे Downward displacement कहते 
हं। अतिवित्त में मांस तथा रक्तवाहिनियां भी विशीर्ण हो 
जाती हैँ इसको Complicated dislocation कहते हैं एवंतिर्यकू 
fia में सन्धि BA हो जाती हे 1 यह Complete dislocation 


है। मधुकोपव्यास्या में भझ्न के ठो भेद माने हैं--द्विविध दि भग्न 


मन्रणमत्रणन्र Vaan सन्धिविश्लेष Open dislocation तथा 
aan सन्बिविश्टेष Closed disloration कहते हैं । 
तत्र प्रसारणाङुञ्चनविवततेनाच्ेपणाशाक्तिरुग्ररुजञ्वं 

स्पर्शासहत्वं चेति सामान्यं सन्धिम्ुक्तलचणमुक्तम्‌॥६॥ 

छत्तण-सन्धिमुक्त होने पर अब्गके प्रसारण, सङ्गोचन, FAT 
उधर हिळाने ( विवर्तन ) तथा आचेपण करनेमें असमर्थता हो 
जाती है, तीब्र पीड़ा होती & तथा रोगी करिसी भी वस्तु के स्पर्श 
को सहन नहीं कर सकता है ये सामान्य लक्षण कहे गये हैं ॥ 

विमर्शः--अद्व केआकार का विकृत हो जाना या विपमाङ्गता 
( Deformity ) सन्धिविश्छेप का सबसे वडा लकण है। 
सन्धि में सम्मिलित अस्थियों के भाग अपने स्थान से हट कर 
अन्य अस्वाभाविक स्थिति सें पहुंच जाते हैं इससे अस्थि के 
पूव स्थान में गढा तथा दूसरे स्थान में उभार हो ज्ञाता है। 
परीक्षा के समय विश्लेपित सन्धि की दूसरी ओर की स्वस्थ 
सन्धि के साथ तुलना कर रोगनिर्णय करना चाहिये । अङ्ग की 
गति परिमित या चह अकर्मण्य हो जाता है तथा रोगीको 
स्वदप स्तब्धता, वेदना और शोथ ये अधिक लक्षण होते हैं । 

बिशोपेणोत्पिष्टे सन्धाडुभयतः शोफो वेदनाप्राहु- 

भावो विशेपतञ्च नानाप्रकारा वेदना रात्री प्रादुर्भवन्ति | 
विशिलिष्टेऽल्पः शोफो वेदनासातत्यं सन्धिविक्रिया = | 
Rafat तु सन्धिपारश्वापगमाद्विपमाङ्घता वेदना च । 
gata सन्धिविशलेपस्तीब्ररजत्यं च । अतित्तिप्ते 
इयोः सन्ध्यरथ्नोरतिकरान्तता वेदना च । तिथेकृन्षिप्ते 
त्वेकार्थिपार््ापगमनमत्यर्थ वेदना चेति | ७॥ 

sian लक्षण--उत्पि्ट होने पर विशेष कर सन्धि के 
दोनों wat में शोय तथा वेदना होती है और ये वेद्नाएं 
अनेक प्रकार की तथा रात्रि में विशेषरपसे होती हैं । विशिष्ट 
सें अरप शोथ, निरन्तर feat तथा सन्धि के स्वरूप भौर 
कार्य में विकृति होती है । विवर्तित में सन्धि के एक पार् सें 
सरक जाने से उस अङ्ग ( स्थान ) की विषमता तथा वेदना 


श्रे्यायः १५] 


निदानस्थानम्‌ | २६१. 


SSS OEE PE EEE Sy 
उक AA RR RRA Raion pan rn Para ree 


होती हे । अतरचतिस में सन्धि का विश्लेष तथा dia पीड़ा 
होती हे । अतित्ति्त में सन्धि बनाने में भाग छेने चाली,दोनों 
अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं तथा वेदना होती है। तिर्यकचिप्त 
में एक भस्थि, एक पार्श्व में सरक जाती दे तथा अत्यधिक 
वेदना होती है ॥ ७॥ 
काण्डभम्ममत ऊध्ये वच्यामः-कर्कटकम्‌, अश्वकर्ण, 
चूर्णितं, पिच्चितम्‌ , अस्थिच्छल्लितं, काए्डभग्नं, मत्ञातु- 
गतम्‌ , अतिपातितं, वक्रं; छिन्नं, पाटितं, स्फुटितमिति 
हादशविघम्‌ ts ॥ 
अच इसके अनन्तर काण्डभप्न का वर्णन करते हैं। इसके 
कर्कटक, अश्वकर्ण, चूर्णित, पिच्चित, असियच्डुह्ित, काण्डभपञ्न, 
मज्वाजुगत, अतिपातित, चक्र, छिन्न, पाटित और स्फुरित ऐसे 
यार भेद होते हँ ॥ ८ ॥ 
विमदीः-तन्त्रान्तर में काण्डभझ के अनेक मेद माने गये 
gaa तु काण्डे वहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव gery’ 
( सा० नि० ) 
दावटरी में भस ( 7228%77० ) के मुख्य दो भेद किये 
गये हैं। (१) साधारण (Simple fracture) तथा 
(१२ ) संयुक्तमस्स (Compound fracture)! साधारण 
भम में केवळ भीतर की अस्थि टूट जाती है। मांस 
तथा चर्म भिन्न नहीं होते हैं जिससे बाहरी वायु भन्न अस्थि 
तक नहीं जा सकती है। सयुक्तमग्न में चर्म, पेशी तथा 
zohan कळा आदि fa हो जाते हैं जिससे रक्त-प्रवाह होता 
है तथा वायु ht अस्थि तक प्रविष्ट हो जाती हे तथा जीवा- 
णुओं के भी प्रविष्ट हो जाने से शोथ, ज्वरादि लक्षण भी होते 
ह! भम के पूर्ण ( Complete ) तथा अपूर्ण ( Incomplete ) 
पेसे भी दो भेद किये गये हैं । पूर्णमञ्ञ (0०१७21500९) 
के भी कई भेद होते हे । (१) अनुप्रस्थ भझ ( Transverse 
fracture ) में अस्थि आघात के स्थान ही पर पूर्णरूप में zz 
जाती है । (२) तिर्यग्मम ( Oblique fracture ) सें भस की 


रेखा Bat होती हे । (३) अजुदेध्यभन्न (Longitudinal fra 


००7९ ) में अस्थि का भभ ळम्वाई की ओर होता हे । अस्थि 
का एक पतछा VAT डकडा टूट कर WH हो जाता है । 


वन्दूक की गोली से ऐसा भझ होता हे । (४) अचुवेछित wa 


( Spiral fracture) Hwa की रेखा छहरदार या चक्रदार 
होती है। यह wa cet अस्थियों में होता हे । (५) अव- 
शीर्णभन्न ( Commuinuted 106070) मॅ अस्थि कई छोटे-छोटे 
gut में हट जाती हे । (६) अन्तराविष्ट wa ( Impacted 
fracture ) में अस्थि का ger हुआ एक भाग दूसरे में प्रविष्ट 
हो जाता है । (७) बहुभ ( Multiple fracture ) में अस्थि 
अनेक स्थानों पर टूट जाती है। अपूर्णमझ में पूरी अस्थि नहीं 
gait है, केवळ लम्बाई की ओर से उसका कुछ भाग हूट 
जाता है। वालकों में ऐसे wa हुआ करते हैं। इन्दें नवशाखा- 
aq ( Green stick fracture) कहते इ अवनवभझ्च ( Dep. 
ressed fracture ) कपाळ की अस्थियों में होते हैं। रन्मितत 
भभ--( Fissared fracture ) में अस्थि में दरारें पड़ जाती हैं। 
खयथुबाहुल्यं स्पन्दनविवर्तेनस्पशासदिष्णुत्वमव- 
पीड्यमाने शाब्दः स्रस्ताङ्गता विविधवेदनाश्रादुर्भाबः 
सर्वास्ववस्थाचु न शर्मलाभ इति समासेन काण्डभप्न- 


लक्षणमुक्तप ॥ ६ ॥ 
काण्डभञ्च छत्तणफ--सूजन का आधिक्य, अद्र के स्पन्दन, 
विवर्तन ( इधर-उधर हिलाने ) और स्पर्श करने में भी अस- 
हाता, उसे कुछ दुबाने या र॒गढ़ने पर दाच्द ( Crepitus) का 
सुनाई देना, wae का शिथिळ होना, अनेक प्रकार की 
वेदनाओं की उत्पत्ति, ऊंची-नीची किसी भी अवस्था में उस 
भङ्ग को रखने पर भी सुख मालम न होना, ये संक्षेप से काण्ड- 
भझ के लक्षण कहे गये हैं॥ ९॥ 
विमर्शः--डावटरी में स्थानिक तथा सार्वदेहिक ऐसे भग्न 
के छक्षणों के दो भाग किये हें । स्थानिक ळक्षण-(१) पीड़ा 
(Pan )-अमिघात के स्थान पर वातसून्र ( Nerve) भादि के 
कत होने से पीडा होती है। (२) भग्न के स्थान पर आघात 
के चिह्न, चमं का fea, मांसपेशी-सून्रों का टूटना तथा शोथ 
होता है। (३) अङ्गवि्कति-(D101 7४7) अञ्न भाग स्वस्थान 
से दूर होकर पूर्व स्थान में गढा तथा अन्यत्र उभार हो जाता 
है (४) कर्महीनता ( Loss of fonction )॥ (७) अस्वासा- 
विक अस्थिरता या स्रस्ताङ्गता ( Preternatoral mobility) 
भग्न के दोनों ओर से अङ्ग को पकड़ कर हिळाने से दोनों 
विश्लि्ट भाग स्वतन्त्र दिशा में हिलेंगे किन्तु इस परीक्षा के 
करने से अक्षत चातसूत्र तथा रक्तवाहिनियों के टूटने का भय 
रहता हे अत एव यह परीक्षा न करें । (६) भग्नध्वनि ( Cre. 
१४०३) अवपीड्यमाने शाब्दः, ag को हिळाने से दोनों टुकडे 
परस्पर रगड़ खाते हैं। यह परीक्षा भी प्रायः न करें । (७) भम 
से अङ्ग की लम्बाई कम हो जाती है । 
सार्वदेहिक छक्षण या उपद्रव-(१) स्तब्धता ( Shock )- 
प्रवळ आघात या मर्म स्थान के आघात से गाढ़ी स्तब्धता 
होती हे । (२) भग्नज्वर (Fracture fever )-प्रायः दूसरे, 
तीसरे या किसी किसी में चौथे दिन ज्वर हो जाता है तथा 
दो-तीन दिन बाद चळा भी जाता है । भग्न के जीवाणु द्वारा 
दूषित (Septic) न होने पर यह १००” तक तथा Septic 
होने पर अधिक हो जाता है। (३) वसारकावरोध ( Fat 
embolism )-वसामय ae के फटने से वसाकण एयक होकर 
रक्त द्वारा फेफडे तथा मस्तिप्क में पहुंच जाते Zl फुफ्फुस में 
चसाकण अधिक जाने से श्वासावरोध तथा मस्तिप्क मे अधिक 
जाने से मूर्च्छा उत्पन्न होती दे। (४) सकस्पोन्माद्‌ (Delrum- 
tremens )--मद्यपी तथा दुर्बळ में यह दशा उत्पन्न होती 
है। निद्वादपता, उन्मादाभास, भयानक स्वप्न आना जिससे 
शय्या से कूद जाना, AAAI तथा उन्मादावस्था के वाद 
अवसन्नता तथा सन्न्यास हो रोगी का प्राणान्त हो जाता दे । 
(०) रक्तप्रवाह--कम होता है, (६) धमनियों के छत होने से 
उस स्थान में रक्त जम कर निर्जीवाद्गस्व हो जाता हे । 
(७) चातसूत्र तत हो जाते है या आरोहण के समय सन्धान 
वस्तु के बीच से आजाने से उस अगकी सज्ञा-शक्तिया 
सब्बालन-शक्ति नष्ट हो जाती हे । (2) मासपेशीहानि सयुक्त" 
भग्न सें अधिक होती हे । (५) सन्धिद्ानि--में भावरण शोथ 
तथा अस्थिशोथ होता हे 1 (१०) सन्धिच्युति--भस्यिभग्न 
में कभी २ सन्धि भी च्युत हो जाती है । निप्कर्प-उक्त छत्तणों 
से भग्न का वास्तविक स्थान तथा अचूक निदान न हो सके 
तो X Rey चित्र Sar चाहिये । भग्नस्थान के चित्र भ अस्थि 


के दोनों डुकडो के वीच में अन्तराळ दिखाई देता हे किन्तु 
भरन भाग के अन्तराविष्ट होने पर यह अन्तराळ नहीं दिखाई 
देता है इसका भी ध्यान रख कर वहां लक्षणों से निदान करे। 
विशेषतस्तु सम्मूढमुभयतो5रिथिमध्ये भरने अन्थिः 
रिवोन्नतं ककेटकम्‌ , अश्वक्णयहुद्तमश्वक्ेकं WT 
सानं शब्दव््ूर्णिससवगच्छेत्‌ , पिच्चितं gaat गतसन- 
ल्पशोफप्‌ ; पाश्वेयोरस्थि हीनोदूगतमस्थिच्छल्लितम्‌ » 
वेज्ञते प्रकम्पमानं कारडभग्नम्‌ , अस्थ्यवयवोऽस्थिस- 
ध्यमनुप्रविश्य मज्ञानमुन्नहझतीति मञ्ञानुगतम्‌ , अस्थि 
निःशेपतशिछन्नमतिपातितम , आशुग्ममविमुक्तास्थि 
वक्रम्‌ , अन्यतरपाश्वांवशिष्ट छिन्नम्‌, पाटितमणुबहु- 
विदारितं वेदनावश्च, शुकपूर्णमिवाध्मातं विपुलं विस्फु” 
tad स्फुटितर्मित॥ १०॥ 
काण्डमग्नादिविरेष छत्तण--अधिकतर दोनों ओर उठा 
हुआ तथा मध्य में भग्न ( टूटा ) हुआ तथा अन्थि के समान 
उन्नत जो दो उसे कर्कटभग्न कहते हैं। घोडे के कान की तरह 
ऊंचा उठा छुआ अश्वकर्ण भग्न होता है। अस्थि को स्पर्श 
करने पर शब्द सुनाई दे तो उसे चूणित जानो, जिसमें शोफ 
अधिक हो तथा आकार में चौदा हो उसे पिच्चित तथा जिस 
में अस्थि एक तरफ नीची तथा दूसरी तरफ ऊंची उठ जाय 
उसे गस्थिच्छुद्ठित एवं जो द्विकाने से कम्पन करे उसे काण्ड- 
भग्न तथा जिसमें टूटा हुआ afta का सवयच अस्थि के भीतर 
ही घुस कर aan को वाहर निकाळ दे उसे मज्नानुगतभन्त 
तथा frat पूरी अस्थि टूट जाय उसे अतिपातितसन्न एवं जो 
अस्थि वक्र हो जाय पर हटे नहीं उसे वक्रभझ और एक तरफ 
से अवशेष ( टूरे नही ) तथा दूसरी तरफ से टूट जाय उसे 
दिन्नमप्त तया जिसमें छोटी-छोटी aga सी at हों जाय 
तथा पीडा हो उसे पारित तथा जो धान्य के gst से पूर्ण 
हुआ सा प्रतीत हो और पीढाकारक तथा अधिक फटा हुआ 
हो उसे स्फुरित wa कहते हैं ॥ १० ॥ 
विमर्शे -१-कर्कटकमझ २-अश्वकर्ण aq को Oblique 
fracture कहते हैँ । ३-चूर्णित भग्न को Commuted fra 
ctore कहते Et ४-पिच्चितमझ को Complicated frac- 
tore कहते हैं। इसमें रक्तवाहिनिया, वातसूत्र और पेशियां 
भी विदीर्ण हो जाती हे । ५-अस्थिच्दुद्वित को Longitudinal 
fracture कहते El एषा अस्थिच्दक्लिका पाय्व॑गतस्तोंकारिव- 
विग्लेपाइृवति । ( मथुकोपः ) । ६-फाण्डसप्न को व्यत्यस्त या 
अचुमस्थ Transverse fractare कहते हैं। ७-मज्ाबुगद को 
अन्वराविष्ट Impacted fracture कहते Zl ८-अतिपातितभम्त 
को पूर्णम Complete fracture कहते 1 ९-वक्रमस को 
Green stick fracture कहते हँ । इसमे अस्थि सुळायम 
होने से दृटती नहीं दै िन्तु टेढी हो जाती हे । यह बच्चों में 
होता ६ । (०-दिन्नमन्न को Incomplete अपूर्ण भझ कहते 
हैं। ३१-पादित भग्न को Depressed fractura कहते हे । 
१२-स्फुडित को 715507९१ fracture रस्धित भग्न कहते हैं । 
तेपु चूर्गितच्छिज्ञातिपातितमत्ञादुगतानि ऋच्छ- 
साध्यानि, छशवृद्धवालानां क्षतत्षीणकुएश्वासिनां स- 
न्थ्युपगतं चेति ॥ ११ ॥ 


सुश्रुतसंहिता | 


कृच्छूसाध्यभञझ--उक्त भग्ने मे चूर्णित, fea, अतिपातित 
तथा मज्जानुगत छच्छूसाध्य होते हैं एव कमजोर, वूढे, वाळक 
Pas, ऊछरोगी तथा श्वास के रोगी के अग्न आर सन्धियो 
के पास में होने वाले भग्न भी छच्ट्साध्य होते हैं ॥ ११॥ 
व्मिर्णः--अल्पाशिनो5नात्मवतों जन्तोर्वांतात्मकल्य च । उपद्र” 
वा जुष्टत्य भग्न कच्छ्रेण सिद्धयति ॥ ( मा० नि० )। उपद्रवो में 
स्तब्धता (ShoOK ), भग्नज्वर, बसारकावरोध, सकरप 
उन्माद, रक्तप्रवाह, धमनी, नाडी, मांसपेशीक्षत, जीवाणुमयता 
आदि प्रधान हॅ | 
भवन्ति चा 
भिन्नं कपालं कट्यां तु सन्धिमुक्त तथा च्युतम्‌ । 
जघनं प्रतिपिष्ट च वजेयेन्तश्चिकित्सकः ॥ १९ ॥ 
असा्यभग्न-कपाळास्थियां ( 7186 Bones) अथवा 
कपाळ ( खोपडी Scull) के भिन्न भग्न तथा कटि के मित्र 
भग्न होने पर एवं सन्धिमुक्त तथा सन्धिच्युत और जघन 
सन्धि के उत्पि भग्न की चिकित्सक चिकित्सा न करे ॥१२॥ 
असंश्लि४ कपालं ठु ललाटे चूर्णितं च यत्‌ | 
भग्नं स्तनान्तरे शङ्खे Te Aer च बजयेत्‌ ॥१३॥ 
शिरःकपाळ की सन्धियों के पृथक होने पर या केवळ 
छळाटप्रदेश की पूर्विकास्थि ( Frontal Bone) के चूर्णित हो 
जाने पर, far दोनों स्तनों के मध्य में तथा दाडुप्रदेश और 
पृष्ठप्रदेश, सूर्ध ( शिर के मध्य भाग ) में भग्न होने पर वर्जित 
कर देना चाहिये ॥ १३॥ 
विमर्शः--भाळुकि ने भी कहा है fe ‘aed मूध्नि स्तना- 
न्तरे वा काण्टे भग्न मरणाय? । 
आदितो यच्च दुर्जातमस्थि सन्धिरथापि वा | 
सम्यग्यसितमप्यस्थि दुन्यासादू दुनिबन्धनात्‌ ॥१४॥ 
सद्वोभाडवा5पि यदू गच्छेद्विक्रियां तचच वर्जयेत्‌ ॥१श॥ 
जो अस्थि तथा सन्धि भग्न होने के पूर्व ही में खराब हो 
या जन्म से ही खराब हो तथा जिस टूटी हुई अस्थि को 
सम्यग्यमित ( ठीक सन्धित ) करने पर भी अनुचित रखनेसे, 
अनुचित वन्धन वांघने से एव भग्न को हिलाने से विकृति हो 
जाती है, ऐसे रोगी की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ 
विमर्श'-भादितो यञ्च दुर्जातन-भग्न के पूर्व से यदि अस्थि के 
रोग जैसे-भस्थिवक्रता, अस्थिभद्धुरता, अस्थिरुदुता और अस्थि 
Hage हों तथा अस्थि के समीप धमनीअन्थि ( 41९५7६ ) 
हो तथा फिरद्ध के कारण जो अस्थि गळ गई हो तथा पक्षाघात 
के होने के बाद अस्थि भग्न हुई हो तो वेसे रोगी असाध्य होते 
हैं। दुर्न्यांसात-दुःस्थापनात्‌ अर्थात्‌ भग्नाद्ग को योग्यस्थिति 
( Correct position ) में न रखने से, दुनिगन्धनात्‌-कुशातूलि- 
कादिवन्वनवस्तुभिद्टंडतयाऽवन्पनाद्‌ अर्थात्‌ कुला ( pint ), 
रुई आदि योग्य उपकरणों से भग्नाइ को भलीभांति न वांधने 
से | कुशाद्रन्य--मधूकोदुम्वराश्वत्यपलाघङकुभत्वच | बञ्चसर्जवटा- 
नाञ्च कुशार्थमुसतटरेत्‌ ॥ विक्रिया बच्छेत--उक्त प्रकार से भझा- 
स्थि का ठीक मिळान न करने पर या दुर्वन्धन, संच्ञोभ आदि 
कारणों से ठीक मिलाई हुई अस्थि भी योग्य स्थान से इट कर 
सन्धित हो जाती हे । प्रायः सन्धान के वाद भग्नस्थान की 
अस्थि में नई धातु वनती है । mea में यह घालु मुलायम 
होती है अत एव दुर्वन्धन, gala तथा संचोभ से इसमें 
विगाद ( विकृति ) हो जाता है। जब अस्थि के भिन्न भागो 


अच्याय+ १६ j 


का सन्यान टीक नटी होता दे नोटोनॉांमार्गोके बीच में 
MIF रद जाता दै अथवा एक भाग दूसरे पर चढ जाता 
इससे अपविज्वन हो जाता है हसे ठु्सयोजन (Mal arson ) 
Fen इ । अस्थियों का न जुदना--(५) टचित सन्धान न 
ट्ोना, (>) afia~anit के बीच में पेशियों, cen दिनियों का 
का याना, (इ) अङ्ग को विश्राम न मिलना, (९) अन्थिरोग, 
(+) रोगी की क्षारीरिफ दशा झा फीत होना, (३) seats, 
(५) दुर्निघन्घन, (2) घमनी उ 22 जाने से अस्थि फो रक्त न 
मिटना सादि हँ । आजकल सयसाधन-सग्पत अस्पतालों भे 
भग्न के रोगी को रसने से कर्सयोजन फा भय बहून क्म 
हो जाता छे । उमके दिये नेऊ प्रकार की zara (Splint ) 
तथा चांदी के नार, धातु की पद्धियां, एदृढी या इस्तिदन्त 
की कोळे, पेच, Hat होती है । घातु-निर्मित ward का 
कम प्रयोग करे । चांदी के चार उत्तम होते C1 संयोजन के 
पूर्व पसरे से भग्न का चित्र लेना सी आपश्यक है । 
मध्यस्य ब्यणो5वस्थास्तित्ञा याः परिकीर्तिता: | 
नत्र स्थिरो भवेजन्तुरुपक्रान्तो त्रिजानता ॥ १६॥ 
मध्यमाय की जो तीन अयस्थाए बाळ, युता नथा IATA 
या प्रॉट कटी गई हैं । उनमें पिश्वमान aga का अग्न विज्ञ 
चेच दारा Gabor करने से स्थिर (टीक) छो जाता है ॥१६॥ 
विमर्श -पव्यनादुष £ गरो भेदा वृर यीन सम्पूर्णता 
शनिरिति, arian बाल , पिपमानयातुस॒ग पुन प्रायेणा- 
नगरि रतमसमाविशदषेधुरठिधन्‌? चरझ 1 पोटयसप्न्योरगरे मध्य 
वय ; सस्य वियारी गृटियौयन agin छानिरिति। पराईिश्चते- 
dfe , आविशन यीदनेन , आचल्वारिशयतः सर्यमात्गिम्द्रिययद्योर्य- 
apn अत जदर्धईमीपत्रग्डिनिर्याउन्नतनिरिनि। (सु० Fo 
wre 45 )। प्रथमे पमि Cry भग्न सुकरमादिशेय ॥ ४० से ४० 
ar छृत्ढसाच्य तथा ७० के पश्चान्‌ आयु-दष्टि से भग्नों को 
SATA समझो । 
तरूगास्धीनि नम्यन्ते भऱ्यन्ते नलकानि तु | 
कपालानि विभिद्यन्ते सुटन्ति मचकानि च ॥ १४॥ 
इति सुत्रुतसंहितायां निदानम्थाने भमनिदानं 
नाम पश्दशोऽध्याय. ॥ १४ i 
OLS, 
तरगास्थिया--नाधात से नम जाती हैँ, नळङास्थियां टूट 
जाती हैं, फपादास्थिया पिदीर्ण हो जाती दें तथा दचऊास्वियां 
और बल्यास्थियां फूट जाती हैँ ॥ १०॥ 
विमर्दय --तम्गास्यियों को Cartilage करते ईँ! इनमे 
war होती हे नासा, कर्ण, उपपर्थुकाएँ तथा गर्भावस्‍था और 
वाल्यावम्या में भी अनेक अन्थियां कार्टिलेज के समान ही 
मुठायम होती हैं अन पुव ऐसी अम्थियों पर आघात छ्गने 
से वे नम जाती द ट्रटती नहीं अतः इस प्रकार के भग्न को 
दक्र या नवजात भग्न Green जाणा fracture कहने El हाथ- 
पर छादि की नळ्कास्थिया को Long Bones कडते € । कपा- 
ळास्विरया को Flat Bones कहते हैं, grat को स्चक्रास्थियां 
नथा बरल्यास्थवियों वो Short and erregular Bones कहते € । 


इत्यायुवेदनलसन्दीपिकाभाषायाँ_ अग्निदाने नाम 
qa wae 


wks CISD 


निदानस्थानम्‌ । 


NS १०५८० > नी ८०५ Fen उ“ “> Aer मी 


२६३ 
~ ~ 
पाडराऽच्यायः । 
अथात्‌ मुखरोगागां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
ययाचाच भगवान, Tera: | २ ॥ 
a7 इसके अनन्तर झुग् में होने वाले रोगों के निदान का 
यणेन करते ड जसा कि भगपान्‌ धन्वन्तरि ने मुश्रुत से 
Fat था॥ १-२॥ 

युखरोगाः wale: सप्तस्वायतनेपु । तत्रायत- 
नानि--शोष्टा,, sergeant, ear, जिह्वा, ताळ; 

कण्ट', सर्वाणि चेति ॥ ३॥ 
मुस रोग संग्या में पंसठ होते ह तथा वे सात स्थानों में 
mara होते देँ । उनमे निम्न सात आयतन हैं, जमे-दोनों eng, 
दुन्तमूळ, दन्त, जिह्वा, ताल, कण्ड तथा समग्र मुख दै ॥ 8 ॥ 
frat --झुसपरिसापा--ओएछी च दन्तमूळानि दन्ता जिठा 
न नाळ च। गे सुयादि was सप्ताईं मुसम॒च्यते॥ (भाव प्र०)। 
भिन्न-भिन्न भाचार्या ने मुपरोगों छी संख्या मिन्न-मित्न 
मानी दै । भोजसत से ६० gata होते ए--उन्ते'्टावोष् 
ater सूरे दश पत च । नव ताउनि जिठाया पक्सप्तदश्चामया ॥ 
फण्ढे aT सर्गसरा oper परा. ॥ चरक ने ६९ Rata 
माने हईँ--सस्वानदृध्याउनिनाममेदाओत चतु.पष्टिधिया aha 
(च चि अ, २६ )। शार्भबर ने ७४ सुपरोग माने Faq - 
sahara मुसरोगास्तथोदिताः | भावग्रकाश्च ने ६० मुखरोग 
माने हैं--स्ुस्थयोष्टयोदनामूले तु दक्ष पट्‌ तया! दन्तेणष्टी च 
Port पत्र ads तानि ॥ कण्डे ल्द प्रोक्ताखय- सर्वपु च 


स्मृता । ष्व मुग्यामया सर्व सप्तपश्टिमता gd. वाग्भट ने ७५ 
सुसरोग माने पत्ये ata चेत्वुक्ता पत्नतप्ततिरामया- । 
तथा गण्ड को AT का अवयच मान कर सात के स्वान पर 
ale आयतन माने ह । 


तत्राष्टावाष्टयोः, TATU दन्तमूलेषु, श्रष्टी दन्तेषु, 

पञ्च जिह्वायाम्‌ , नव तालुनि, संप्तदश कणठे, त्रयः 
सर्वेष्वायतनेपु ॥ ४ ॥ 

उनमें से दोनों थोष्टों में आट, ढन्तमूळों (age) में 
पन्टह, दांता में आाठ, जिह्वा मे पाच, ताल में नौ, कण्ठ में 
सत्तर तथा सफळ सुग सं तीन ॥ ४ ॥ 

THT वातपित्तश्लेष्मसन्निपातरक्तमांसमे- 

दोऽभिघातनिमित्ताः ॥ ४ ॥ 
. aes ta—an, पिच, कफ, सन्निपात, रक्त, मांस 
मेद नथा आघात इनके कारण आठ होते हैँ ॥ ० ॥ 

विमशे.--वाग्मट ने इन रोगों के अतिरिक्त ओष्ट के तीन 
रोग अधिक माने हैं जिससे उनकी सस्या ग्यारद हों जाती है 1 
(१) तत्र सण्टोष्ट इत्युक्तो गतेनोष्टी द्विपा क्रत ase का 
साम्य हेयर छिप से (Hare hp) किया जाता है! (२) ओोष्टा- 
बुंद--खजू रसद चान क्षीणे Gaede भवेद। यह इपिथिछियोमा 
( Epithelioma ) छै । ( ३) जलाघुंद-नल्युदवदवद्दातकफादोष्ट 
auger | यह एक प्रकार से ग्यूकससिस्ट ( १००४०३४६ ) हे। 

कर्कशो परुषी स्तब्धो कृष्णी तीव्ररुगन्विती | 
दाल्येते परिपाट्येते eer मारुतकोपतः ॥ ६॥ 

चातप्रकोप से ओष्ट स्पर्श में सुरदरे, कठिन, स्तब्ध (सुन्न) 
तथा चर्ण में काळे oa तीन पीदा तथा विदीर्णयुक्त हो जाते है 
एवं इनकी त्वचा भी उखद जाती है । इसे (Cracked cha. 
pped 175 ) कहते Ein ६ ॥ 


TT STAINS NI FS HANS FNNNNNE NPS 


wey सश्रुतसंहिता | 


आचितौ पिडकामिस्तु सरपंपाकृतिभिश्वंशम | 
सदाहपाकसंस्रावी नीलौ पीतो च पित्ततः ॥ ७॥ 
पित्त-नक्तोप से ओए सरला के प्रमाण की अनेक पिइकाओं 
से आचित ( युक्त ) तथा दाइ, पाऊ और खावयुक्त एवं वर्ण 
में नीळ तथा पीत दिखाई देते है ॥ ७॥ 
सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडकाभिरवेदनो | 
कण्टूमन्तौ कफाच्छूनो पिच्छिलौ शीतलौ गुरू ॥2॥ 
कफ के प्रकोप से ओष स्वसमान bag 
1 वेदनारहित, कण्ड्युक्त, tage, चिपचिपे, ae 
नरमी देडे 2 
VHS सकृत्पीती AHA तथेव च | 
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितो ॥ ६ ॥ 
सच्चिपात ( त्रिदोप-प्रकोप ) से ओए कभी काले, कमो 
पीछे और कभी श्वेत दिखाई देते हें तथा विविध प्रकार की 
पिछकाओं से युक्त होते हैं ॥ ९ ॥ 
विमर्धा-पित्त, कफ तथा eta से उत्पन्न ओष्ठप्रकोप 
का साम्य Herpes labishs के साथ हो सकता है। 
खजूरफतवर्णासि: पिडकामिः समाचितौ | 
THT रुधिरं स्वतः शोणितप्रभौ ॥ १० ॥ 
रक्तप्रकोप से जोष्ट खर्जूरफ़ल ( Zea या पिण्डखजूर ) 
के समान wart पिडफाओं से व्याप्त होते हैं तथा रक्त 
वहाते हैं और देखने से रक्त के समान TS होते हं ॥ ६० ॥ 
सांसदुष्टो शुरू स्थूल सांसपिरडवदुद्वतो | 
जन्तवश्चात्र मृच्छन्ति स॒क्कत्योभवतो सुखात्‌ ॥११॥ 
मांसदुष्ट ओष भारी, मोटे मांस के पिण्ड के समान उठे 


(भरे) हुये होते हैं एवं सुख के saad में उत्पन्न बरणों में 
कुमि पड जाते ह ॥ ११॥ 


विमशः--यह ओष्ट का ७1४५४1०055 हो सकता है । 
मेदसा घुतमरडाभो कर्डूमन्तो स्थिरौ मृदू | 
अच्छुर्फटिकसङ्काशमाखाबं स्वतो गुरू ॥ १२॥ 
सेदोदु्टि से ओए घृतमण्ड के समान Was, कण्डयुक्त, 
स्थिर तथा झुळायम होते हैं. एवं स्वच्छ स्फटिक के समान 
स्राव वहाते हैं और भारी होते हैं ॥ १२॥ 
चतजाभौ विदीर्येते पाट्येते चाभिघाततः | 
प्रंथिती च समाख्यातावोष्टी कण्डूसमन्बितौ ॥१ ३॥ 
अभिघात से ओष्ट waa (रुधिर) के समान रंगवाे 
तथा विदीर्ण, छिन्न, गांठार और कप्डुयुक्त होते हैं ॥ ५३॥ 
विमर्शः--अमिधातजन्य ओष्टप्रकोप में आघात के वाद्‌ 
कफ तया रक्त का सम्बन्ध हो जाता है जैसा कि भोज ने कहा 


वेदन 


है-अतावमिदती वापि रक्तावोष्ठी सवेदनी। भवत. सपरिक्रादौ 
कफरकप्रदूषिनौ ॥ 
द्न्तमूलगतास्तु-शीतादः, दन्तपुप्पुटकः, दन्तवे- 
इक; शिर) mente, परि) पइ न्त 
वैदर्भः, Tar, अधिमासः, नाञ्यः पत्चेति ॥ १४ ॥ 
दन्वसूळ में दोनेवाले रोग-जेखे-शीताद, दुन्तधुप्पुटक, 
दन्तवेष्टक, शोपिर, महा्यौपिर, परिद्र, उपझुश, graced, 
वर्धन, अधिमांस तथा पांच प्रकार के नाठीरोग, ऐसे मिळकर 
Lwae eta Eu १४ ॥ 


विमर्य.-_वाग्मट ने arate तथा परिद्र को नहीं माना 


है जिससे उनके मत से दन्तयूळ में १3 रोग ही होते हॅ । 


वर्धन को दन्तरोगों में गिना हे । दुन्‍्तविद्रधि ( एल्विओळर 
Geeta Alveolar abscess) एक gam सानी हे--उन्तमासे 
मळे. साततर्वाह्यान्त-श्वयञ्चुयुर, । सर्दाइः खवेद्भिन्नः पूया दन्त- 
विद्रधि, ॥ ( अ, सं. )। दाङ्गधर ने भी दन्तमूळ रोग १३ ही 
साने हँ--नथा त्रयोदशमिता दन्तमूलामयाः स्टता. । 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्‌ परवर्तते | 
दुर्गन्धीनि सङ्घष्णानि प्रक्लेदीनि सदूनि च ॥ १५॥ 
दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ | 
शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसम्भवः ॥१६॥ 
शीताद--जिस मनुष्य के दन्तवेष्टों ( मसूड़ों ) से विना 
कारण सहसा रकाव होने छगता है. एवं जिसके दन्तमांस 
( मसूडे) दुर्गन्‍्धयुक्त, काले, छेदयुक्त तथा we (ढीले या 
पिलपिले ) हो जाते हैं। तथा उन मसूडों का मांस गळ कर 
गिरने छयता है एवं जिनमें पाक हो जाता दै उसे कफ-रक से 
उत्पन्न हुई शीताद नामक व्याधि कहते हैं ॥ ५५-१६॥ 
विमशे.--शीताद्‌ को Bleeding or Spongy gums कहते 
हैं। सुख साफ न रखने से या कोई वस्तु खाने के वाद कुल्ला 
न करने पर मसूडों और दांतों के वीच में भन्नादि के छगे रह 
जाने से तथा अशुद्ध पारद के योग-सेवन पुर्व स्क्वी नामक 
रोग इसकी उत्पत्ति में कारण होते हैं। 
दन्तयोद्विषु वा यस्य aay: सरुजो महान्‌ | 
दन्तपुप्पुटको ज्ञेयः कफरक्तनिमित्तज: ॥ १७॥ 
दुन्तपुप्पुटरक--कफ और रकत की खरावी से जिस मनुप्य के दो 
दांत या तीन दांतों के सूळ (मसूडों) में पीडादायक महान्‌ शोथ 
उत्पन्न हो जाता हे उसे दुन्तपुप्पुटक रोग जानना चाहिये ॥१७॥ 
विमर्शः-<दन्तविद्धघि की अपेक्षा मसूढ़ों में कभी-कभी 
छोटी-छोटी फुन्सियां हो जाती है जो कि was को छेद कर 
टू जावी ई जीर उनसे सूय निकल जाता हे इसे गम्वोइळ 
wate पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च। 
दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसस्मवः ॥ १८॥ 
दन्तवे-जिस ager के दांत ( तथा मसूडे ) पीव और 
रक्त वहाते हों और हिळते हों उसे दूपित रक्तजन्य 'दन्तवेष्ट 


रोग जानना चाहिये ॥ १८॥ 
विमरशः--यह पायरिया एल्वियोलेरिस ( Pyorrhoes 


alveolaris ) अथवा सप्युरेटिव 8 ti 
aay रोग है प्युरे जिल्लिवाइटिस ( Suppurative 


शयशुद्न्तमूलेषु रुजावान्‌ कफरक्तजः | 
लालाखावी स विज्ञेयः कण्ड्माञ्‌ शोषिरो गदः 1१६॥ 
शौषिर--कफ और रक्त की खराबी से जिस मचुव्य के 
दुन्तसूळा में पीडादायक, छाला वहाने वाळा तथा WET 
शोथ होता हे उसे शौषिर रोग जानना चाहिये ॥ १९॥ 
द्न्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीयते | 
द्न्तमांसानि पच्यन्ते सुखं च परिपीड्यते ॥ २० ॥ 
यस्मिन्‌ स सर्वजो व्याधिमेहाशोषिरसंज्ञकः ॥ २१॥ 
महाशोपिर--जित ager के दांत मसूड़ों को छोड़ देते हैं 
अर्थात्‌ हिळने ळय जाते हैं तथा वाळ फट जाता है एवं मुख 


अध्यायः ९६ 1 


निदानस्थानम्‌ | 


~ 
w 
है. 


&¥ 


OT TESST Sa Ia aR RET Sesame eee re TTT Ft aaa an cal al सी. सजी ace a alae परी ae aaa OS Yd pee 


~. 


में पीडा होती रद्दती दे वद सर्वदोष (afer) जन्य 


Aa दाता दृ तया उसभ नान पीडा नौर लालाखाव 
होता हे 1 थह Saag अविनांय रोग 


महाओरपिर नामच रोग दे | २०-२५ ॥ : ॥ २५॥ 
विनला--वड भी asin का उञ्ख्प ही दे। इसका द विनर ~अह इन्पेक्डेड विन्दन दृथ ( 12:९4 पांड. 
पूच रच्छ में मिळकर यूयमबता चथा वियनयता दोनों हो जावी | COP ००८४ ) दे तथा इस पर मचूडे न Se माँस चढ़ जादा 
हैं। जत पुव भोज ने इससे सात दिन ही में खु होना चित्रा | दे तया sale के समय कवल जाने तमे दनुसन्धि वथा कान 
afer दन्त क्वक्योटमपि tar म्डाचौविर eae | PVA उतारन स Seale | eens में इसके 
Sa सना Sa जरवाद Sas ee A च छ्य स्पष्ट toa aaa: | प्रतिदन्सस्ववद्ूनिर्‌ ॥ 
५“ De = rl Se ARG AST ESS ] . दन्तग्रलगना नाच्य Wa नया चथारता रित 1: ll ro) 
सहाझ्ीपिर-नोंत्रीनस न्टोटेदाचदिख (Gancresozs stomati- Bid जू ज्र Atta: | २८1 
Lad ~ £7 ३ age? दत्तञ्च यथाः 
३) चा ककन Sifts (Cancrom ors) हे इसमें मदे पर हू i दादा की जडा ( मसूर्डी ) में उत्पन्न च 
5... 5 2 खान्नाक्त इन्दनाडी 
या कपो के een प्रदेश में नग उत्प होकर ताळ तयाविद्दा | ग Pi i प्रकार ळकत य तत हँ ॥ २८॥ 
we ee = 3 mec UI स्च दाचे वाताँ THEI चान 
any saat में मी फेल जावा दै । इसमें उर तेज होता 21 eee Sil wise erate 
रोगी की गज ( arr दिन के भीतर ) सयु नी दो खाती है। | TAOS (रता? शोना, पत्र eres भवन्तीति । 
. दल्वमांसानि ine चम्मिच : dae sree मायः दुन्चादून्वळ तथा Aas से गहरी विठ्त्रियां वन जाची 
क्यु च्य art 2 te, 
ao य सामन cn कमो निच we ES Se) मिनमें पूय वनकर चाइर नाडी-द्वारा निक्ळता रहता दै । 
Tagen aa व्यावज्ञयः पारदरा te सा WS Hi दन्वगतान्तु-दालन:; क्रिमिवन्तकों को; दन्वर्हर्षा 5 भख- 
परिदर--दिस रोग में दुन्‍्तमांस (nee) गळते हो ea 
हत Gees आठा हो (न स) = | सक, शकरा, कपालिका, श्यावदन्तकों; हनमोचत्रेति |! 
तथा Genta वार-वार गून आवा हां वढ पिच, रक तथा grams रोग-दाळन, क्रिमिदन्त. er 
कद से उत्पन्न हुई परिद्र नामक व्यावि दे ॥ २३॥ ras राग-दाळन, (%मिदन्तदन्तदप,भ जनक, झकरा, 
ल आह: पाक तथ्या वतात च कपालिका, श्यावदन्तक और दचुमोत्ञ ये भाव दन्तरोग होते Ey 
वघ्ट्यु Ge: पाळत तभ्चा दन्दाञ्चकान्व च । विमर्भ'--झाईवर ने दन्तरोग दख माने हैं--उन्तरोंगा 
छावड्नाः नक Sasa जाणत सन्दवेदना rr td vs ही 
आाव्नाचन्त छुने Ce SS पूति च जायतं | अधिक माने Smeets प्रदर््ने-भनेः आरै, 
ae wort = प्रद वावचदन्तठ, नराटान टिन्टान ZT बंगाली नो = 
चत्त्मिज्षुपधशाः स कणव पित्तरक्तक्तों गदः॥ २४॥ — Rea daa ls 
i सनष्य = क मठं =e व्या त i z म््षगाठिविङव्य व्यय, वाग्भट Zz 

उपक्छ--जिस मनुष्य Fe (was) में दाद me र fi दन्वरोग दु माच Et कराळ ae लगना i 
पाक हो, मसूद़े से दांव दीले होकर fees दों, परस्पर दांतों * ‘ ce CS 
Ad टर a as eee ee Soon हो, अन्द | दाना Sas? --दुन्तचाळ आदि। दुन्वभेद eyes 
SUIS या उन्हे दवान स दूत 'नकळता इ, भन्द | हुकस्तोदमेदस्कल्थुडनान्विताः 
पीड़ा होती हो चया रक्त दिकठ लाने के बाद मूड झळ | दाल्यन्ते वहुधा दन्ता यस्सिन्तीघ्रुगन्ब्ताः | 
जान दा उऊ bln AAA als पिच तथा रक्त से | दालनः स इति नेयः सदागविनिमित्तज: ॥ ३० ॥ 
Sue डपङ्क नाम रोग सर्प लाये —_ दालन--मिसमे दांत अनेऊ प्रकार से फट जाते हं। दया 

Gag rag सरन्मा जायने महच। | सत्र पीड़ा होती हो वह सदायति (चात) के कारण उरपचच 
Wsha च चला दन्दाः स वेदर्माऽभिवावञः NAY | दाळ्न रोग दे ॥३०॥ 
वेदर्म-ादन्वजळ में श्गड़ने 3 से souls dow (at बिमग"-दाळन को दथ पक ( Tooth ache ) अथवा 
सराइट, सोय, तालिका ) दोची द वया दन्वपंक्ति द्रिळती हे! | ओोडोप्टोंडाईनिया ( 0402०45०2 ) कहते Zt eansing 
से afar Sex रोग कहते = 33 म॑ इसे taza दिखा द्वअवादुशासदा Teale शीतस्प्माश्कि 
इस ऋमवानदन्य ATH राम erate लयी व्यथाः । PI दव घलेन AP दाळनश्च स= ॥ 
क्क ~ ~ ~ नाचत = 
माद्तनाविका दन्ता जायत तंत्रवदनः | कष्णरिछद्री चलः खाडी ara 
See से सना व्याविनति लि usen | Sea चलः खाटी ससंरन्भी महारजः। 
Fer न मना च्यावन नेन 23 शान्चात अधिक अनिमित्तनजो वाताटिन्रेयः कृमिदन्तकः 1! ३ १॥ 

च चाचमक प = कार्य a र्क पाडाकारक i च्रं कमिदन्त- वात के कारण जो दाच मधन काळा दो, fez 
दाँत पदा होता दे Sa वतन रुंग कदले ई। इसमें TIA | उसने दिद हो जाय, पश्चाद दिलने टगे और फिर उससे 
के पत्वा वेदना स्वचं झान्त दी जाती दै ॥ २६ ॥ ara निकटे तथा शोय सौर wage पीडा हो तथा कमी २ 

विमर्भ:--अष्टाइन्सन्द में वन को अचिदन्त तथा खक- | विना कार क दी पीड़ा डो उसे हमिदन्त समझना चाहिये 1 
aaa ल्ला दै TSS aes छ art Sea | विमज्ञा- दांतों में अन्नादिके फस कर सड़ने से उत्पन्न 
यद पहस्ट्रा oa ( 1८६८८ tooth ) देय इक टीकाकारों ने इसे | अम्छ की fer से वे गकर पोछे दो जाने दे तया उनमें कीडे 

दाकळडाद ( विस्डम oa ( Wicdom ४८८४ ) माना दे परन्तु | नी पड़ जाते दैं। केक्सियम तथा विदामीन डी की अल्पता 
इसके उखाइने car aaa करने aT Sau से ही यदद रोग WaT होदा दै, इसे Sze करिन ( Dect 
( उदखुत्याजिकढन्तन्दु ददोजनिनवाचारबेद ) झा में दवान स | caries) कदत ql 
हकलदाद नहीं दे lasses ठो दन्वपंळिडी में की आखिरी | दशना: IGG च सहन्त TI न च | 
ae दै कठः उसे Hae नी नहीं कढ सकते! यस्व तँ दन्वद्दय तु व्याधि विद्यातव समीरणान्‌ 132 
हानव्ये पत्चिन दन्न Wag Fares | दुन्वहर्ष--विल ages के दांत थीत तथा उच्य न्प को 
= ~ bd ~ r fe pS 
लाठाल्ाटी करदो Barr सोउविमांसच Ws | या केवल स्पर्श व्हे ही सदन नहीं कर सकते दो उसे चातजन्य 
~ = ऊन्निम —~ sper = दन्तडच राग = 
afmig—ggsha के पास इच के अन्तिम दुंद में । दुन्नदर्रोग जानो भर ३२ 7 : 


२६६ 


सुश्रुतसँहिता | 


PLL LLL LAL SN ana 


PALL APL cena nen NTN ONT NR NE PAAR ALRAEL LLL LLL LLL 


विमक्षी'--माधव ने इसे पित्त-मारतकोपजन्य माना है। | eahiuaggafent cata ARI हलुमोक्ष 


'पेत्तमारुतझोपेन! इसमें दन्तगत वातसूत्र खुले हो जाते हैं 
जिससे किसी भी स्पर्श से हर्प होता है । यह ओडोण्टायटिस 
( Odontitas ) Pa 
orl वक्र भवेद्यस्मिन्‌ दन्‍्तभद्गश्व तीन्नरुक | 
कफवातकृतो व्याधिः स सश्ननकसंज्ितः ॥ ३३ ॥ 
भ्क्षमक--जिसमे ava ( सुख) वक्र (टेढा » हो जाय 
तथा दांतों का भट्ट ( त्रोटन ) हो जाय और तेज पीडा हो 
उसे कफ वातजन्य भक्षनक नामक रोग जानो ॥ ३३॥ 
शर्करेव स्थिरीभूतो मलो दन्तेषु थस्य घे । 
सा दन्तानां गुणन्नी तु विज्ञेया दन्तशकरा ॥ ३४॥ 
दन्तशकरा--जिस मजुप्य के दांतों पर शकरा ( महीन 
चाळूरेत ) के समान मळ जम जाता हे वह दन्तों के इढ 
तथा gees सौन्दर्यादि गुण को नष्ट करने चाळी दुन्तशकरा 
( Tarter ) व्याधि है ॥ ३४ ॥ 
दलन्ति दन्तबल्कानि यदा शर्करया सह | 
Sat कपालिका सेव दशनानां विनाशिनी ॥ ३५॥ 
कपालिका--जव दातो पर पूर्वोक्त जमी हुई शकरा के 
साथ adden ( दुन्त-कवच ) उतरने लगता है, तव उसी 
दार्कराको दुन्वनाशिनी कपालिका कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
विमरः-दांतों के ऊपर एक अतिइढ तथा wa आवरण 
चढा रहता दै उसे Frases या दुन्तकवच (इनेमछ 1०३७९!) 
कहते हैं। मनुष्य अतिकठिन पदार्थों को इसी की सहायता 
से चवाता हे । सुख की ठीक तरह से शुद्धि न रखने से इस 
पर मेळा जम जाता है और वह जव अधिक हो जाता हे तव 
लोहे पर et हुये मोचे के समान उतर कर एथक्‌ हो जाता है। 
यो5सडमिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेपतः | 
श्यावतां नीलतां चाऽपि गतः स श्यावदन्तकः 3 
श्यावदन्तक--जो दांत रक्त तथा पित्त के प्रकोप से अशेप 
( पूर्ण ) रुप में दग्ध होकर श्याव ( घूसिल ) अथवा नीळा 
हो जाता है वह श्यावद्न्तक रोग कहलाता है ॥ ३६ ॥ 
वातेन तेश्तैवैस्तु हलुसन्धिविसंहतः | 
हनुमोच्त इति ज्ञेयो व्याधिरदितलक्षण- 1 ३७॥ 
इनुमोक्त--उच्चभापण, हसन, जुम्मण आदि भिन्न-भिन्न भावो 
के कारण कुपित हुये वात से हनुसन्थि विसहत ( स्वस्थान- 
ससत ) दो जाती हे तथा इसमें अर्दित (सुख के छकचे ) के 
समान SIN होते हैं। इसको हचुमोक्ष जानना चाहिये ॥३७॥ 
विमशः--यद्यपि चरक तथा अष्टांगसम्रह में हचुमोच्त का 
वातरोगों के अन्दर हनुस्तंस के नाम से हनुग्रहके साथ लिखकर 
वर्णन किया हे किन्तु सुश्रुत ने दन्तस्यान-सामीप्य अर्थात्‌ 
dat का आधार हन्वस्थि के होने से तथा दन्तपीडाकर होने 
से हनु के होने वाळे मोच को भी gata में भान लिया 
है। वास्तव में ag दुन्तरोग नहीं है। भावत्रकाद ने भी इसे 
चातरोगों में लिखा हे। माधवनिदान में भी इस रोग को 
चातरोगाधिकार में हनुखंस के नाम से लिखा हे -निहानि- 
ठंसनाच्छु्वामक्षणादभिवातत । कुपितो इनुमूलस्थ खसयित्वाऽ- 
निलो हनू ॥ करोति विद्वतास्यलमथवा सवृतात्यताम्‌ ॥ इनुयह, 


स तेन स्थातच्छाच्चवणभापणम्‌ । तन्त्रान्तरीयवर्णन--भराभि- जिह्वातले यः 


aera दतुसन्थिविसुच्यते | निरस्तजिठ, कच्छ्रेण भाषितु तत्र जहां स तुस्तन्भयति अबृद्धो मूले तु जिह शृशमेति पाकमू ॥ 


atgada डिस्लोकेशन ऑफ्‌ दि लोअर झा ( Dislocation 
of the lower jaw ) हे तथा हनुग्रह को लाक at ( Lock 
pw ) अथवा Rena (Trsmus) कहते है। हनुखंस या 
हनुमोक्ष--फारण-दनुसन्धि-बन्धनों के ढीले होने से तथा 
हंसते या जुम्मा लेते समय अधिक ga खोलने से किवा 
खुले सुख पर आघात होने से, किंवा दन्तोत्पाटन के समय 
अधोहन्विका पर ज्यादा जोर पढ़ने से इनुसुण्ड हनुखात के 
अहुंद पर से फिसळता हुआ उसके भागे पहुच जाता है। 
हनुकुन्त पर छगी हुई संकोचपेशियां भी अस्थि को आगे की 
ओर खींचती हैं । छक्षण--(५) रोगी का सुख खुला रह जाता 
है, faa नीचे को दुब जाती है, कपोल पर कर्णमूछ के आगे 
एक गढा और उसके आगे एक उभार दिखाई देता है-- 
करोति विवृतास्यखम्‌ । (२) रोगी चर्वण तथा भाषण नहीं कर 
सकता दे-इनुत्तस स तेन स्पात्कच्छाउचबेगमापणम्‌ | (अ सं.) 
हनुअह--इसमें सुख बन्द हो जाता है--अववा सदृनास्यताम्‌ । 
इस रोग का कारण सुख की Brat का हैक गक है। 

जिह्ागतास्तु--कण्टकाखिविधासिमिर्दापेः, अ” 
लास; उपजिहिका चेति ॥ ८॥ 

जिह्वारोग--वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों से तीन 
प्रकार के कण्टक, चौथा अळास तथा पाँचचां उपजिहिका 
ऐसे जिह्वा में % रोग होते हैं ॥ ३८ ॥ 

विमशः--वाग्भट जिह्वा में ६ रोग मानता हें। mea 
ने भी जिहारोग ६ माने हे । अधिजिह्ला अधिक माना है। 
सुश्रुत ने अधिजिह्मा को कण्ठरोगों में लिखा है । | 


जिह्वा$निलेन स्फुटित्ता प्रसुप्ता भवेच्र शाकच्छदनप्रकाशा | 
पित्तेन पीता परिदह्यते च चिता सरक्तेरपि कए्टकाश्र ॥ 
कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसोद्रमैः शाल्मलिकण्टकासैः। 


त्रिविधजिह्वाकण्टक--वायु के प्रकोप से जिह्ला फट जाती 
हे, सुप्त या रसज्ञान-रहित तथा शाक ( सागवान ) के पन्न 


के समान खुरदरी हो जाती है । पित्तप्रकोप से चर्ण में पीली, 
दाहयुक्त तथा seats कण्टर्को (agit) से व्याप्त हो 
जाती है। कफ के प्रकोप से भारी, मोटी और सेमछ के कांठों 
के समान WaT से व्याप्त हो जाती हे ॥ ३९ ॥ 


विमर्द-ये तीनों प्रकार के जिह्वाकण्टक रोग जीणंजिह्वाशोथ 
( Chronic Superficial Glossitis) से समठा रखते हैं । 
वातञजिहाकण्टक Cracked या Fissured tongue, पित्तज 
निद्वाकण्टक Red glazed tongue तथा anaes 


को 1०७४१५०७५ कहते हैं | डाक्टरी में निह्लारोग (1०5515) 
के वणन कई प्रकार से हैं। ( 4 ) Acute superfiosl type 


यह सारे सुखपाक से होता है। (२) Acute parenchyma 
tons type, यह पारदृसेवन, आघात, CAT तथा पूयजनक 
जीवाणु (Strepto ०००००५ pyogenes) के सक्रमण से होता है. 1 
इसी तरह जीण प्रकार ( Ohronic type ) भी होते ¥ जिनके 
सुर्य कारण फिरड की ठृतीयावस्था, अधिक 'ूज्रपान, दन्त » 
रोगों के उपसर्य या रगड, तेज wat का सेवन, अधिक मिर्च 
मसालेदार शाकादि सेवन होता हे । कमी-कमी ये निह्वाशोथ 
घातकादुद ( Epethehoma ) में परिणत हो जाते हैं | 

TAY: प्रगाढः सोऽलाससंज्ञःकफरकमूत्तिः। . 


निदानस्थानम्‌ | 


अलास--जिहा के तळ ( नीचे के) भाग में कफ और 


रक्त के कारण गम्भीर शोध उत्पन्न होता है, उसे अछास कहते 
हैं तथा यह चढ़कर जिह्वा को जकड देता हे तथा जिह्वा के 
सूळभाय में तीब्र पाक हो जाता हे ॥ ४० ॥ 
विमर्ण:--अछास त्रिदोपजन्य तथा असाध्य होता है । मत्र 
कफरक्तयो- प्राधान्य, जिहास्तम्मेन वायुरप्यस्ति, मृश पाकेन पित्तमप्य- 
स्ति, अत एव ब्रिदोपन्वेनासाध्यत्वमपि दुरुपक्रमत्वात्‌ । (डढ्हणः)। 
डा० श्रीघाणेकरजी ने इसे Sublingual abscess साना है l 
वाग्भट में मत्त्यगन्धी तथा मांसनाशक इसकी दो विशेषताएँ 
लिखी हैं--कफपिपतादवः शोफो जिह्ास्तम्मकदुन्नत*। मत्स्यगस्विभे- 
चेत्‌ पक्वः सो5ल्सो मासत्रातन ॥ (aT २१)। इससे इसक 
जिह्वा का घातक aga (Carcinoma) समझ सकते हैं। 
जिहाम्ररूपः श्वयुर्हि जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्तयोनिः | 
प्रसेककण्इ्परिदाहयुक्ता प्रकथ्यतेऽसाबुपजिह्विकेति ॥ 
उपजिहिका--कफ भौर रक्त के प्रकोप से होने वाळा, 
जिद्धा के अग्रभाय के समान स्वरूप का तथा जिल्ला को ऊपर 
उठा कर उत्पन्न हुआ शोथ जिससे लार टपकती हो, तथा जो 
कण्डु और दाह से युक्त हो उसे उपजिहिका कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
विमर्शः--चरक ने इस रोग को केवळ कफजन्य माना 
हे--गस्य 5लेष्मा प्रक्ुपिनो जिह्वामूळेऽरतिष्ठते । आशु सजनयेच्द्रोथ 
जायतेऽस्योपजिहिका ॥ ( च, अ, सू. १८ )1 वाग्भट में इसी को 
मधिजिह्वा कहा हे--'अविजिह. सन्ककण्ड्वाक्याहारविवातकृत? 
डाक्टरी में इसको yar ( 8577७ ) कहते हैं। इसमें यहां 
की लसीकावाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होने से जिहा के नीचे 
शोथ उपपन्न होकर एक ofa का रूप हो जाता है जिससे 
जिह्वा ऊंची उठ जाती हे । यह स्थानान्तरित हो जाती है। 
तालुगतास्तु-गलशुणिडका, तुरिडकेरी, अध्रुषः; 
मांसकच्छपः, अवुंदं, मांसङ्घातः, तालुपुप्पुटः) तालुः 
शोषः, तालुपाक इति ॥ ४२ ॥ 
तालुगत रोग--गल्शुण्डिका, तुण्डिकेरी, अप्रुप, मांस- 
कच्छप, Hag, मांससंघात, ताछपुप्पुर, ताछ॒शोप और तालु- 
पाक ऐसे ताळ में नौ रोग होते हैं ॥ ४२ ॥ 
विमर्शः--भावप्रकाश ने भी सुश्रतानुसार ताळुरोग ९ 
ही भाने हैं। वाग्भट ने ताछ में ८ रोग माने हैं। झाङ्गधर , ने 


2 


भी ८ ही माने हे-तथाडटी age गदा | अधुष नहीं माना दै। 
शलेष्मासृग्भ्यां तालुमूलात प्रवृद्धो 
दीर्घः शोफो ध्मातबस्तिप्रकाशः | 
ठृष्णाकासश्वासङ्त्सम्प्रदिष्टो 
व्याधिवेंयें: कण्ठशुएडीति नाम्ना 1 ४३॥ 
गळशुण्डिका-कफ और रक्त के प्रकोप के कारण TAS 
से उत्पन्न होकर विवृद्ध हुआ तथा फूली हुई चस्ति (या मशक) 
के स्वरूप का और तृष्णा, कास तथा खास को करने वाले रोग 
को वेद्य कण्ठशुण्डी नाम से कहते हैं ॥ ४३॥ 
५, विमर्श---गरूशुण्डी या कण्ठ्युण्डी (Elongated uvuls)- 
, कारण-पुरानी खांसी या चात कास के कारण होता है। लेटते 
ˆ. समय गळशुण्डी गले के पिछुले भाग को छूती हे जिससे क्षोम 
_ (Ienitation ) उत्पन्न हो जाने से खांसी अधिक चलती है। 
_- इसमें वमन भी हो जाता है--'कण्ठोपरोवउट्कासवमिङ्कदू गर 
3 atten’ ( अ स. )। > 


35 ge 


२९७ 


शोफः स्थूलस्तोददाहप्रपाकी 
प्रागुक्ताभ्यां तुरिड केरी मता तु | 
शोफः स्तव्धो लोहितस्तालुदेशे 
रक्ताब्जेयः सो5धषो रुग्जरराळ्य' ॥ ४४॥ 
तुण्डिकेरी--पूर्व में कहे हुये कफ और रक्त के प्रकोप से 
उत्पन्न तथा सुई चुभोने की सी पीडा, दाह और पाक से 
युक्त स्थूळ शोय तुण्डिकेरी कहा जाता है। अध्ुप--तालुमरदेश 
में रक्त की ge से उत्पन्न तथा dia पीडा और ज्वर से युक्त 
घुं छाल रंग का कठिन शोथ अश्ुष जानना चाहिये ॥ ४४॥ 
विमर्सः--तुण्डिकेरी शब्द का अर्थ वनकार्पासीफछ है तथा 
इस रोग का स्वरूप इसी के समान होता दै अत एव इसे भी 
तुण्डिकेरी कह दिया है । नष्टाइ में इसको कार्पालीफल- 
सन्निभ नाम से ही लिखा है--इलुतन्ध्याश्रित ad कार्पासीफ- 
लसन्षिम | पिच्छिलो मन्दरक्‌ शोफ कठिनस्तुण्डिकेरिका॥ वाग्भट 
में इसे कण्ठरोगों में लिखा है । तुण्डिकेरी का साम्य ०187४९4 
tonsil or Tonsillitis के साथ हो सकता है। इसकी उत्पत्ति 
में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का उपसर्ग कारण होता है । 
aga को ताळुप्रकोप ( 2०५४5 ) कह सकते हॅ! 
कूर्मात्सज्ञो5वेदनो5शी घजन्मा- 
इरक्तो नेयः कच्छपः शलेष्मणा स्यात्‌ | 
पद्याकारं तालुमध्ये ₹ शोफं 
विद्याद्रक्तादबुंद॑ मोक्तलिद्वम्‌ ॥ ४५॥ 
कच्छुप--कफ के प्रकोप से उत्पन्न तथा कछुए की भांति 
ऊपर को उठा हुआ, पीडारहित तथा धीरे-धीरे बढ़ने वाला 
कच्छुप रोग होता हे । agg रक्त की छुटि से ताछ के मध्य में 
कमल के समान आकार चाले तथा पूर्वोक्त agg के लक्षणो 
से युक्त रोग को अडुद जानो ॥ ४५॥ 
विमर्शः--कच्छुप-इसकी कृच्छूसाध्यता, दीर्घकालीन वृद्धि 
और छेद्न-चिकित्सा का विचार करने से यह एक प्रकार का 
घातक wad हे, इसे Adenoma of the palate अथवा 
arg का साकोमा (Sarcoma) कह सकते Zl अइुद- 
भोजीक्त लक्षणन्‌-उपर्येव भवेत्रद्धो यथा पद्मस्य काणका । पाइवंतश्चाः 
ङरेदीचेनीसा चाप्यवसीदति ॥ उलेष्मरक्तसमुत्यान तत्तारव्ुदसशि- 
तम्‌ ॥ यह एक प्रकार का ताल का Cancer है | 
दष्टं मांसं श्लेष्मणा नीरुजं च 
> वाल्वन्तःस्थं मांससद्वातमाहुः | 
नीरुक्‌ स्थायी कोलमात्रः कफात्‌ स्या- 
न्मेदोयुक्तात्‌ पुप्पुटस्तालुदेशे ॥ ४६ ॥ 
मांससंघात--कफ के प्रकोप से ताल के भन्तःम्रदेश मे दूपित 
हुये सांस को जो कि पीढारदित दो मांससंघात कहते elas 
पुप्पुट-मेदाञ्ुक्त कफ के प्रकोप से तालुप्रदेश से पीडारहित, 
स्थिर तथा कोळ ( बदर ) के प्रमाण का पुप्पुट रोग होता है " 
विमर्श --मांससंघात के we Fibroma (सौम्य अर्डद) 
के समान हैं। ताळपुप्पुट को Epuls of the priate कह 
सकते दै यह ताळ मे होने वाळा सद्व अन्यिरूप ( Cystic 
swelling ) है 1 4 
शोंपोऽत्यर्थ दीयेते चापि तालु 
खासो वातात्तालुशोपः सपित्तात्‌ | 


२६८ 


rr NNN 


~ 


पित्तं कुर्यात्‌ पाकमत्यथंघोरं 
तालुन्वेनं ताळुपाकं बदन्ति ॥ ४७॥ 
तालुझोप-पिचसहित चात के प्रकोप से ताछप्रदेश में 
अत्यन्त शोप ( खुश्की ) होता दै तथा ae विदीर्ण भी हो 
जाता दै एवं श्वास का कए होता ह । इसे तालुशोप कहते 
Sh तालपाक--प्रङ्कपित पित्त तालुप्रदेश में अत्यन्त wat 
पाक उत्पन्न करता है, इसको तालुपाक रोग कहते हैँ ॥ vo ॥ 
विमर्श+-तालछुशोप-भोज ने केवळ चात से ताळुशोप होना 
डिखा है--ताछशोपी भवेदानात? वाग्भट ने--यातपित्तज्वराया- 
सैस्नालोषम्नदाद्र्‍यः। ताळुपाक का साम्य Ulceration of the 
palate से हो सऊता है।इसऊ चार भेद होते हूँ । (4) Simple 
या साधारण, (२) फिरद्जन्य (87७1४०) फिरद्द की 
द्वितीयावस्था में दोनो ताळ में अनेक घण चन जाते हैँ तथा 
तृतीयावस्था में गया का रूप होकर फूट के Uleer ( ढिद्र ) 
वन जाता है । (३) चर्सकीळजन्य'( Lupodal ) ताळुपाक-- 
यह प्रायः बच्चों में होता हे । (४) घातकाडुंद ( Epithelhoma ) 
के कारण भी तालुपाक हो सकता है | 
कणठगतास्तु-रोहिण्यः Tea, कण्ठशालकम्‌ ; अवि- 
fret, वलयो, बलास, एकबृन्दो, वृन्दः, शातत्री, 
गिलायुः, गलविद्रधिः, गलीघः, स्वरघ्नो, मासतानो, 
बिदारी चेति ॥ ४८॥ 
कण्टग्तरोग--पांच प्रकार की रोहिणी, कण्ठशादुक, अघि- 
जिल्ल, वछ्य, बळास, पुकवृन्द, oe, wae, गिछायु, गळवि- 
दधि, Teta, स्वरघन, मांसतान ओर विदारी ऐसे सत्तरह होते हैं॥ 
विमर्दा-“यराद्रंघर ने कण्टरोगां को यलरोग नाम से 
छिखा है तथा इन्दर १८ माना है-गल्रोगास्तश स्याता अष्टाद- 
मिता बुधै । रक्तजरोहिणी की जगह मेढोजरोहिणी मानी है । 
वाग्भट तथा भावप्रकाश ने भो १८ प्रकार के कण्टरोग माने हैं । 
गलेऽनिलः पित्तकफी च मृच्छिती 
प्रथक्‌ समस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ | 
रद्य सांस गलरोधिनो5दुरान्‌ 
सजन्ति यान्‌ सा5सुहरा हि रोहिणी ve UI 
रोहिणी-बात, पित्त और कफ ये प्रथक्‌ पृथक तथा तीनों 
मिटकर at रक्त चे प्रकुपित होकर गले में मांस को दूषित 
करके गले we मार्ग सें रुकावट करने वाळे जिन agit को 
उत्पन्न करते ईं उसे आणनाशक रोहिणी नामक रोग कहते हैं 
विमईः--चरऊ ने रोहिणी को त्रिदोपजन्य मानी है तथा 
Frame में धळुपित दोषों का अवस्यान माना है और कुशल 
aa द्वारा चिकित्सा न करने से तीन रात में ही प्राणहारक 
#द्वोती हे ऐसा लिला है--बातपित्तकफा वस्य युगपद ऊपिताखय । 
विहामूडे$वनिछन्त विदन्त, समुच्छिता ॥ जनयन्ति ag शोध 
ema Tahara । तँ शीव्रज्ारिण रोग रोहिणोनि विनिर्डिज्ञेत्‌॥ 
त्रिरात्र परम तस्य जन्नोर्भउनि जीवित्तम्‌ । कुलेन त्वनुकान्त, क्षिप्र 
सम्पच्चते adi ( Ao Yo अ० १८ ) t रोहिणी को डिफ्थीरिया 
( Diphtheria ) अथवा Diphthenal infamation of the 
१५८००४ कहते हॅ । इसका प्रधान कारण डिफ्थीरिया घेलीळ्स 
( Diphtheria Bacillus ) नामक दण्ढाफार जीवाणु है। इस 
रोग में गळे के भीतर एक Rect बनती दे जो स्वरयन्त्र तथा 


युश्रुतसंहिता | 


नासा में फेळ कर श्वासावरोध करती हे । यह Bret असनिका, 
नासिका, स्वस्यन्त्र, MAAN, हृद्य, आमाशय, फेफडे तथा 
ag, योनि, भग आदि स्थानों पर भी वन सऊती ह । इस 
fact में रोग के जीवाणु होते हैँ जो बोठने, छींकने तथा 
खाँसने के समय थूक तथा झिल्ली के सूचम कर्णा के साथ चाहर 
आते हैं और पास में ठे हुये मनुप्यों के गळे में वायु के साथ 
प्रविष्ट होकर रोग Gar करते हैं। रोहिणी रोग बच्चों में ज्यादा 
होता है । प्रायः राण बच्चे के इस्तेमाल में आये हुए पेन्सिळ, 
ane, तौलिया, गिळास आदि से स्वस्थ वर्चा में Ged हे । 
लक्षण--ज्वर तीन, प्रायः १०४', नाडी तेज, हृदय दुर्बल होता 
है। बोलने में असमर्थ, श्वासकृच्छुता आदि । 
जिह्वां समन्तादू भ्रशवेदना ये 
AMAT: कण्ठनिरोधिनः स्युः । 
तां रोहिणीं वातक़्तां बदन्ति 
चातात्मकोपत्रवगाढयुक्ताम्‌ ॥ ५० ॥ 
चातरोहिणी-जिह्वा के चारों भोर, अधिक पीड़ाकारक, 
कण्ठावरोधक तथा वात के भयङ्कर उपद्र्वो से युक्त जो 
मांसाइुर उत्पन्न होते ह उसे वातजन्य रोहिणी कहते हैं ॥५०॥ 
विमर्कष---आतात्मकोपद्रवगाढयुक्ता-नानात्मका उपद्रवाः कम्प- 
विनामरतम्मादयस्नेरनिद्ययमनुगना । (मधुक्रोपः) । रोहिणी त्रिदो- 
पन ही होती हे किन्तु यहां “ यपटेशस्तु भूयसा? इस न्याय से 
उसके मेद्‌ किये हैं। उपडव--! Compications )-श्वासावरोध 
या हृदयावसाद प्रधान मारक उपद्रव El भाग्य से बच जाने 
पर ताळ और असनिका की पेशियों का घात होने से स्वर 
अनुनासिक हो जाता दे तथा मासादि के निगळने में कष्ट होता 
है। नेत्र की पेशियों का घात होने से भंगापन ( द्विधादृष्टि ) 
हो जाती & किसी किसी में पक्षाघात ( 9००0 ०ट० ) तथा 
पद्धुता ( Paraplegia ) भी हो जाती दे 1 
त्षिप्रो हमा निप्रविदाहपाका dasa पित्तनिमित्तजा स्यात्‌ | 
ल्लोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका गुर्वी स्थिरा सा कफसम्भवा वे 
पित्तकरफज रोहिणी--शीत्र पेदा होने चाळी, शीघ्र ही दाह 
और पाक करने चाळी तथा तीघज्वर से युक्त रोहिणी पित्त से 
उत्पन्न होती दे । meant आदि atadt का अवरोध करने 
वाळी, मन्द्पाक से युक, भारी तथा अधिक नहीं फैलने वाली 
कफज रोहिणी होती हे ॥ ५१ ॥ 
गम्भीरपाकाऽप्रतिवारवीर्था 
त्रिदोषलिङ्गा त्रयसम्भद स्याच्‌ | 
स्फोटाचिता पित्तसमानलिङ्गाऽ- 
साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिकेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्रिदोपज तथा wan रोहिणी--जिसमें भयङ्कर पाक होया 
गहरी धातुओं में पाक हो, जिसका वेग औषधादि से रोकना 
असम्भव हो, तीनों दोषों के oan जिसमें हों वह सन्निपात 
जन्य रोहिणी होती है । गले में स्फोट (फुन्सियाँ) हों तथा पिच 
के aa शीघ्र दाह-पाकराटि लक्षण जिसमें हां उसे रुधिर (र ) 
जन्य रोहिणी कहते हैं तथा aE असाध्य होती है ॥ ५२ ॥ 
विमर्शः--डावटरी में रोहिणी के स्थानानुसार अनेक भेद 
कियें गये हैं। (४) गळतोरणिकागत रोहिणी ( Faucial ) 
(२) स्वरयन्त्रयतरोद्विणी, (३) अनुनासिक रोहिणी, (४) कर्ण- 


- 


तिदातत्यानम ~; 
पनदानस्वाचम्‌ | < 
2 
च 

“दाका 3 बाबा मल लक किक क कलश शक 

र AA 

PPP ALAS OPA PRA ANS ८५८८-८५-८८. DR 
नाशाला ~ 


दिदी, (२) नेत्रकछायन रोदिनी (05०८०) (६) योनिः , से प्रतीकार नहीं उस्ने ग्य अव ua विवर्यतीय क 
~ = ~ ff = रोदिगी H रोग a स्ट < bad 4 च 2 = १५4 
गत Tht, (७) sere शोद्धिगी । ब्रिदोयन्न रोदिगी | रोग कहते हैं ॥ ०० ॥ 
-~ होती हट आळ. = Frat € aT, fea 
स्योसारक दोती ST इन्दि घ्यद्वाच्छळेध्नम््ुद्धवा 1 | MPa aay रतिदन स्रोतमा सोड्कगतिरत्न- 
= वन्य गः oper cist रर 9 
AP, कस्त प्रवेशों गा। ( अडुकोषः)। वलव का साम्य चरक 


प्कादाद Pear sera caters ( खरनादः )1 
के, e < e 2 Jo छ => Ld = < f. = 
चरक ने आतिरी ain दीन रात की fei डेटवर ० ६२ में वर्णित विदाळिका से ties aed विडे 


Ld ee A ee .... =. वाकाद. oc — ae कराच fara os बाग, rd श२वसदाच्छ' य, Ft tet विडाळिक्रा 

परम sae ain: वाताद. पिछाद कलाच fear | गछ च Ae. श्वसनोच्छदोच । भोफों शज्ञनिन्द विडालिक 
> So = सद्यो मागवत spat: | Seas r= = कता TN वाग्भ गळ 2, 

SS Frecy देशितः | अन्ये सथो मागवत वावास्तित्नः द्रन्याद गले चेद्रल्वीकता TN वाग्भटने गळोव तथा वल्य 


ft fern (eee) 1 offer ( Acttonn), 
wen के इतेन्नन, खासावरोध में अयनिक्रा-मेदन 
(Trackectomy ) Periclin के सुबह-शाम TART, 


4 = = es & >, बहत 
सतफाद्ाईड आदि के प्रयोगों से इसकी असाध्यता बहुत Sz 


रमेतदाह्बलासमसंतल CR a] 


समच्छिदं हुन्तरमेतदाहवलासर्सँ निपुणा विकारम्‌ ॥ 


~ 


चळास--कष् तथा वायु fags होकर गळे में खाल तथां 


छम हो गई दे शतः इस Bier का ठाम ठेचा दादिये । | वेदनायुक्त शोय उत्पन्न करते हैं, निपुण वेद्य इसको मर्यवाती 
कोलान्यिमात्रः कफसन्मण था अन्थिगके eRe | चया दु्चिकित्स्य बछास रोग कते दें ॥ ५८ ॥ 
खरःम्विरः रान्रनिपातसाच्यन्तं कण्ठशादूकमिति AAA TAA च. Gag: सदाः BEATS TTC | 
का्दयाइक--कोछ (Ag Tins) की Tet के ताम्नेकब्रन्दः परिकीतिताइसो व्याविर्वलासनतजप्रसूतः ॥ 
स्वरूप की TSH कक के कारण Sie हुई तथा कण्टक wege—aer (कफ) तथा चतज (रक) के 
ऊयवा GE के समान, त्र, स्थिर att झन्रप्रयोग से साध्य | प्रकोप से गले में age गोळ, उक्त, दाहयुक्त, कण्डयुच्छ 
अन्यि को कव्मादक sea enue _, | पाकरदित्‌,, सुळायम चथा भारी झोथ को नाम से पुकवृन्द 
विमत--_चाळळ का अर्थ डमळकन्द Tals) कण्ट में | रोग कदत हैं ॥ ०५॥ द 
ning ( पढिनोइडस 2220225 jade 1 इस रोग से lagad वृत्तममन्ददाई नीव्रम्वर बुन्द्सुदादरन्ति | 
गे में काटे चा खक के समान मतीत दता Raa [नं चापि पिचनतजप्रकापाद्िद्यात्‌ सताद॑ पवनास्रजञ तु ॥ 


are ( ao Ho i dias केल्या. छोड गोठवू अनिताशत-! 
(a0 de) 129 विकार गले के नासापश्चिम नाग में होता दे 
faa नाखामार्ग का जवरोध द्वोता द-डसी fea झादक 
दन्द का प्रयोगा fent—srest मागरोवन ' इसमें रोगी 
giz के साथ मुख ते सांत ठेवा दै 1 Fale इरिकान्वितळ 
आातळ्यच्यवारांडरोऱ्कारि ( च० चि० अ० १३ )1 सद्द रोग 
प्रायः dai में दाता = | लीबम्रतिदयाय, चासान्ाच ( Nasal 
८४०-८० ), Hat, रोमान्विक्ा आदि के कारण होता द! 
छत्चग--खासमार्ग चन्द्र होने से मुख खोळ कर खास लेना; 
सोते खमच खुरटि से सांस ठेना, भोजन में कट, अविक देर 
चक सुचत Gul रखने से उसकी ४ के आकार की आकृति at 
जाना, सन्दुज्वर आदि STA Zs हें 


ry 


ge—alas उठा ge, गोळ, अविक tere तथा 
तीबञ्वर-यु् शोय को बुन्द कहते । इसे पित्त तथा रक्त के 
प्रक्षेप से उत्पन्न हुआ जानो । यदि इसमें सूई चुमोने की सीं 
पीडा दो तो वायु ठया रक्त से STS हुआ जानो ॥ ०८ ॥ ˆ 
afaaar करठनिराधि bad ५5 Strata 
व्‌ Rattan चा चिताऽतिमात्रं पिशिनप्ररोदे:। 
नारुज्ोच्छायकरी त्रिदायाब्जेया शातव्नीव शतध्न्यसाध्या 
घतझ्नी--त्रिठोयग्रक्राप के कारण घनस्वरूप की वत्ति जो 
कि कण्ट ( मार्ग) को रोकती हो तथा अत्यधिक मांसाहुरों 
से युक दो पुवं अनेक प्रकार की पीड़ा तथा उच्छाय (उन्नतता) 
को Gea तथा थतल्ली के समान अन्थि दिखाई 
देती दो उसे असाध्य tae कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
विमर्भ-अपनकप्थ्कसचब्छिन्म wai महदी Poet) तचुस्य- 
व्यावि को अवब्नी कह सकते दे! भोजोक्तवर्गन--वातप्तिकफा 
get मांसाडुरसमात्रितान्‌ । aera es च या वर्ति जनयन्ति ह्यपे- 
शिताः ॥ ages गळे विद्या दातन्येंष न सिद्धथति ॥ 
aria त्वामलकास्थिमात्रः ee 
स्थिरोऽल्परुक स्यात्‌ कफरक्तमूर्तिः 
संलच्यते सक्तमिडाडानं च 
स शत्रसाथ्यस्तु गिलायुसन्नः ॥ ६० || 
गिछायु--ऋफ तथा Te के प्रकोप से गळे के भीतर उत्पन्न 
आँवले की गुठळी के तरावर तथा स्थिर, स्वरप पीड़ायुक्त 
और जैसे भोजन का टुकड़ा गळे में अटका हुआ दो ऐसा 
्रतीत होनेवाळी अन्यि wasn से खान्य ग्रिकायु EN ६०॥ 
सर्व ळं व्याप्य समुत्यितों यः शोफो रो चत्र च सन्ति सर्वा. 
दं स्वश्रेद्मप्रतिगरवीय ब्विजनीय बल्यं बदन्ति॥ स सर्वदोषो गलविद्रधित्तु तस्र तुल्यः खलु सवजस्य ॥ 
चळ्य--कफ दी elias होकर TAA को रोक कर गले गळविद्रवि-_सर्वदोर्या के प्रकोप से सम्पूर्ण गळे को 
मेँ विस्तृत तया ऊंचा चोय उत्पन्न करता है इसको सर्व मकार | च्याप्तकर उत्पन्न शोय जिस में सर्वदोयो की पीढाएं प्रतीत 


अधिजिद्द--रकनिश्रित कफ की दुष्टि के कारण ere 


विमज्ना-मष्ठाउन्सग्रदाक् छत्चण--अविविंदः सन्ककण्डूबा- 
उ्यादार्‌परिवादडद | रक तथा वाग्भट में जिह्वोपरिशोय को 
८टपक्िद्वा चया नीचे होने चाळे आय को 'अविनिद्वाः fear 
दे-डिलेपरिघदुपजिद्विका रराद, कळाढवल्दादनिजिदिका चर (ae 
चि०अ०१३)डाक्ट्रीसेनिद्वाके ऊपर होने वाळे इस प्रकार 
के शोथ को Epighttins कट सकते दे 1 
बलास एवायतमुन्नत च शोफं करोत्वन्नगर्ति निवाये | 


३०० 


सुश्रुतसंहिता | 


हों चह सर्वदोपजन्य गळविद्रधि रोग है तया तोत | समरण सुख मे तथा 
विद्रधि के समान लक्षणा से युक्त होता हे ॥ ६१॥ 


त्रिदोपजन्य | | सुख में व्याप्त होकर होनेवाले रोगों को सर्वसर रोग 
ee कहते हैं । यह एक प्रकार से सुखपाक (Stomatitis) जो 


विमश/--गछविद्धधि के लक्षण ( Pharyngeal abscess | कई कारणों से उत्पन्न होता है। भेद--सुश्र॒त ने इस अध्याय 


अयता Penitonsilor abscess ) से मिलते हैं । 
शोफो महानन्नजलाऽ्रोधी तीत्रब्बरों वातगतेनिहन्ता | 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलौघः परिकीत्त्यंते5सौ। 
गलछोघ--रक्तसद्वित कफ के प्रकोप से गले में उत्पन्न 
सहान झोथ जो कि अन्न तथा जळ की गति को रोक देता हो, 
TER से युक्त हो तथा कण्ठदेशस्थ उदान वायु के सञ्चार 
( यति ) का भी विनाश कर 2 उसे Tete रोग कहते हैं ॥६२॥ 
यो5विग्रताम्यञ् असिति प्रसक्तं frat: शुप्कविमुक्तकण्ठः 
कफोर्पादग्धेष्वनिलायनेपु शेयः स रोग, श्वसनात्‌ CTE! 
स्वरघ--जो मजुप्य अत्यन्त कए के साथ निरन्तर 
९ प्रसक्त) सास लेता हो तथा स्वर Rear हो गया हो तथा 
जिसका कण्ठ खुश्क और विसुक्तसा प्रतीत हो तथा वायु के 
मार्य ( tive) कफ से fea हो गये हों उस के श्वसन 
( चात ) के प्रकोप से उत्पन्न cata रोग जानना चाहिये ॥६३॥ 
प्रतानवान्‌ य' श्वयथु सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण | 
स मांसतान: कथितो5बलम्बी प्राणप्रगुन्‌ सवेकृतो विकार:। 
भांसतान--मर्च दोषों के प्रकोप 


के पूर्व में इनकी सख्या तीन लिखी है se लोग यहां वात, 
पित्त, कफ और रक्त ऐसे चार कारणों से इसे चार अकार का 
मानते हैं किन्तु मूल अन्थ तथा डल्हण तीन ही होना मानते 
हैं—रक्तेन पित्तोडित एक एव? ( सुश्रुतः ) । सर्वसरा. किन्तु त्रय- 
एव। ( sea: )। झ्ाङ्गधर ने सर्वसर रोगों को सुखान्तसम्भव- 
रोग नाम से आठ भेद माने दं--एुलान्तसम्भवा रोगा अष्टौ 
ख्याता मददर्षिभि | मुखपाको भवेद्यतात्पित्तात्तदत्कफादपि॥ रक्ताञ्च 
सन्निषानाथ पूत्यास्योदर्ध्वयुदादपि । अवुंदज्षेति । वाग्भट ने इस के 
पांच भेद साने हैं किन्तु पूतिसुख, उदुर्ध्वयुद का भी चर्णन 
किया है। सावग्रकाइा ने सुश्रुत की तरह तीन ही भेद माने 
G-ieditedt रोगा' समस्तमुखजाः wa. ॥ डाक्टरी में 
सुखपाक के सुस्य निम्न भेद होते हैं--( १) खाची ( Catarr- 
hal ), ( २) निर्जीवाद्गजन्य ( 6277९००० ), ( ३ ) पारद 
सेचनजन्य सुखपाक, (2) फिरङ्गजन्य सुखपाक ( Sypbi- 
hhe ) तथा मन्दासि, यकृत्‌ की खराबी, आन्त्र की खराबी, 
सग्रहणी आदि रोगों के कारण भी सुखपाक हो जावा है । 


रिका फोटैः सतोदैर्वदन स्याचितं सर्वसरः स वातात्‌। 
के कारण गले Hs SN चेव टच ससन्याय i चर्‌ 


हेस्तनुभि सपीतेयंर © om «4 पित्तकोपात्‌ 
वाठा, अतिकष्टदायक शोध जो कि क्रमश" चढ़कर गले में RO संदाहः याचितं चापि स पित्तकोपात्‌ UI 


धवरोध उत्पन्न कर देता हे तथा जो बाहर से नीचे छटकता 
ger दिखाई दे उसे प्राणनाशऊ मांसतान कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
सदाहतोद॑ WAY सरक्तमन्तगले पू्तिविशीणमासम्‌ | 
पित्तेन विद्याद्ददने विदारीं पारश विशेषात्‌ स तु येन शेते॥ 
विदारी--पिच के मोप से मुख में गळे के भीतर दाह 
वया छुमोने की सी पीदा से युक्त तया ळाळवर्ण एव दुर्गन्धित 
तथा विदीर्ण ( दिन्न-मिन्न ) मांस जिस में हो जाय ऐसे शोथ 
को विदारी जानो | जिम पारव॑ से मनुष्य अधिक सोता हो 
उसी पारवे की तरफ गले में यह रोग होता है॥ ६०॥ 
विमत्न-बिदारीको ( Ganerenons stomatitis अथवा ८३००८८ 
moris of Noma कह सकते हैं इसमें नीर्जीवाद्वता हो जाती है। 
५ सर्वेसररोग: | 
सवेसरास्तु बातपित्तकफशोणितनिमित्ता: 
सर्वसररोग--वात, 
रोग होते हैं ॥ ६६॥ 
विमश॑.-रसर्वसर-() टसगतीष्टादिसपतस्थानन्यापकनया स्व 
aed uaa) ( मघुझछोषः ) 1 (>) सवेस्मिन्‌ सुसर ये भवन्ति ते 
सवघा । नउ्ुखेऽन्मिन्‌ नरतीनि सर्वसर । ty साढमह.)। 
इति धीसुधुतसहिताया साहित्याबुर्वेडाचार्य-साहित्यरत्-काच्यपुरा 
इन्दीरनगरीयशरीराजउमारसिंद्दाइध्यु tease रामगठस्वा 
स्याळ्व्युर्वदूझाडेजस्य च भूत 
मेदपाटदेश (सेवाढ ) वातिना, 
तत्वसन्दीपिझाभापाया 


टि र ॥६६॥ 
पित्त, कफ और रक्त के कारण सर्वसर 


निदानस्थाने 


हि 


समाप्रश्चेद नि 


चातजसुखपाक--जिस मनुष्य का सारा सुख पीडायुक्त 
स्फोट (ब्नणों ) से व्याप्त हो जाता हे वह वातजसर्वसर 
रोग हे | पित्तजमुखपाक--जिसका सारा सुख दाहयुक्त, छाळ 
तथा पीछे रग के स्फोट (sit) से व्याप्त हो जाता है, वह 
पित्तप्रकोषजन्य सर्वसर रोग हे ॥ ६७ ॥ 
कणटटयुतेरल्परुजेः सबर्यस्याचितं चापि स वै ater | 
रक्तेन पित्तोदित एक एव कैश्चित्‌ प्रदिष्टो मुखपाकसंन्ञ:॥ 


इति भगवता श्रीघन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण wefan 


सुश्रतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने 
सुखरोगनिदानं नाम पोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 
POA XO om 
श कैफजसुखपाक--जिस मनुष्य का सारा सुख कण्डुयुक्त, 
अरपपीढादायक तथा समान वर्ण के स्फरोटों ( ्रणों ) से व्याप्त 
हो जाता है, वद्द कफ से उत्पन्न सर्वसर रोग है। रक्त की 
खरावी से प्रथकू रोग न होकर जो पेत्तिक सर्वसर रोग कहा है, 
वही सुखपाकसज्ञक सर्वसर रोग है ॥ ६८ ॥ 
विमर्श--पित्तीदित ~ acer पित्तजे पाके दाहौपी तित्त- 
TAG । क्षारोक्षितक्षनस्तमा जणास्तदच THAN ( eto eo )। 


व्यपुराणतीर्था दिळव्यानेकपद्वीकेन, अनेकायुवेद्मन्थसस्पादकेन 
काले ऽअयुर्वदुमहाविद्याख्यस्य गुरुकुळकागढी (ear) 
एवाध्यक्षण, जयपुरीयदिगम्वरजेनसंस्ङतकालेजीयाऽऽुर्वेदनिभागस्याध्यच्ेण, 
ASU गुर्जरगीडेन श्रीलस्विकादृत्तक्षाखिणा विरचितायामाथुर्वद- 
अखरोगनिदान नाम पोडझयोड्य्याय: ॥ १६॥ 


निदानस्थानम्‌ | 


STB AP 


॥ श्री: ॥ 
काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 


3२६ 


i या im "3 


सदर्पिणा सुश्रुतेन विरचिता 
ry 
सुश्रुतसंहिता 
“आयुरवेदतत्तवसन्दीपिका' हिन्दीव्याख्या-वेज्ञानिकविमशोंपेता 


( चारीरस्थानस ) 


चौरचम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 


चाराणसी- १ 


प्याला 


प्रकाशक--चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी. 
मुद्रक-विद्याविलास प्रेस, वाराणसी. 
संबत्त २०१७ 


( पुनरसुद्रणादिका सर्वेडथिकारा प्रकाशकाधीना. ) 
Chowkhamba Sanskrit Series Office, 
P. 0, Box 8, Varanasi. 

( INDIA ) 

1960 


॥ श्रीः ॥ 


सुश्रुतसंहिता 


शारीरस्थानम्‌ 


PLL Se BN 


प्रथसोऽष्यायः 


अथातः सवंभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्याम ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
निदान स्थान समाप्त होने के वाद ad प्राणियों की 
चिन्ता के लिए शारीर स्थान की व्याख्या करेंगे, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः- 'क्थ-- यह शब्द्‌ मङ्गळवाचक और कएयाण- 
भद होने से प्रत्येक स्थान के प्रारम्भ में ही नहीं किन्तु प्रत्येक 
अध्याय के प्रारम्भ में भी दिया जाता हे । "भथ? शब्द का 
अथे उसके वाद्‌ भी होता हे । निदान स्थान समाप्त होने 
के पश्चात्‌ सवे-जो भूत स्थावर जड्गमात्मक अथवा पथ्वी, जळ, 
सेज, वायु, भाकाश इत्यादि जो पञ्चमहाभूत हैं, उनके लक्षण 
तथा काय जिस दारीरस्थान सें वणित होंगे उसकी व्याख्या 
भगवान्‌ धन्वन्तरि के निर्देश के अनुसार महर्षि qua इस 
अध्याय में करते हे । इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति के 
सिद्धान्त ( Creation Theory ) बताए गये हैं | 
सरचेभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षण- 
सष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भवहेतुरव्यक्त नाम। 
तदेकं बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठान समुद्र इवौदकानां 
भावानाम्‌ ३॥ 
सृष्टि की उत्पत्ति का कम--अव्यक्त सव भूतो का कारण है 
किन्तु स्वयं अकारण हे अर्थात्‌ जिसका कोई कारण नहीं है। 
और सत्त्व, रन, तम गुण वाळा तथा अष्टप्रकृत्यात्मक हे । 
अव्यक्त ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण हे । जैसे 
समुद्र जलीय वस्तुओं का आधार है, उसी प्रकार यही एक 
aga से shat का आधार है ॥ ३॥ | 
विमर्शः-स्ट्टि का क्रम अव्यक्त से आरम्भ होता है। 


PLL LLIN ४४१४४४७४१४ Lg र 


os 


यही सब wat का प्रधान कारण हे । इसे ही मूलप्रकृति कहते 
हैं, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। यह सब भूर्ता का, 
shat का कारण है किन्तु इसका कोई भी कारण नहीं है। 
यह किसी का कार्य रूप भी नहीं है। सांख्यकारिका में 'सूल- 
प्रकृतिरविक्ृतिः ऐसा वर्णन हे । इसमें aes, तम गुण 
रहते हैं। “शिलापुत्रक' न्याय से इस स्वयम अव्यक्त को 
लेकर अष्टप्रकृति होती हैं। अष्टप्रकृति में अव्यक्त, महान! 
अहकार और पञ्चभूतों का समावेश है । किसी ने धर्म, ज्ञान, 
घैसग्प, ted, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य हीनता और अनेश्वर्य 
इनको आठ प्रकृति माना है । दूसरों के wa से मन, gfe, 
wea और पञ्चमहाभूत आठ प्रकृति है। जेसे-ससुद सव 
जलीय वस्तुओं का विपय होता है वैसे ही यह अव्यक्त भी 
यावत्‌ प्राणिमात्र के शरीर का विषय है। सब प्राणी इससे 
ही उत्पन्न होते और इसी में विलीन होते हैं । 


तस्मादव्यक्तान्महानुत्पयते ase एव | तल्ञि- 

SM महतस्तल्लक्षण एवाइङ्कार उत्पद्यते, स त्रिविधो 
वैकारिकस्तेजसो भूतादिरिति ॥ 8 ॥ 

महान्‌ और aren की उत्पत्ति -उस अव्यक्त से महत्त्व 
की उत्पत्ति होती है। जो कि अव्यक्त स्वरूप अर्थांत सच्च, 
रज, वम रूप हे । उस प्रकार के महत्तच्व से अहङ्कार की 
उत्पत्ति होती है । वह भी aw, रज, तम शुणास्मक है। 
अहङ्कार वैकारिक, तेजस और भूतादि इस प्रकार से तीन 
भागों में विभक्त होता है ॥ ४॥ 

विमक्षः--महत्‌ यह बुद्धितस्व । इसकी उत्पत्ति भव्यक्त 
से होती है। यह sear भी सच्वादि गुणन्नयात्मक है। 
इस छुद्धितत्व से भभिमान स्वरूप अहङ्कार पैदा होता है । 
वह सात्विक किंवा वैकारिक, राजस या तेजस और भूतादि 
या तामस स्वरूप होता है । 


२ सुश्रुतसंहिता 
rrr 


तत्र वेकारिकादहङ्कारात्तेजससहायातत्लक्षणान्येवे- 
कादशेन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते ॥ ५ ॥ 
cheat की उत्पत्ति-वैकारिक अहङ्कार से, तेजस अहङ्कार 
की सहायता से ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हें जोकि 
सास्विक-स्वरूप होती हैं 1 ० ॥ 
विमर्शः-अहङ्कार के तीन प्रकार ऊपर बताये हुवे हैं । 
री 4a a 2 
Safes, राजस ओर तामस या वंकारिक, तेजस भोर 
भूतादि हैं। उनमें से पहिले दो अहकार सास्विक और राजस 
या चेंकारिक और तेजस टॅ । इनसे ग्यारह इन्द्रियों की 
उत्पत्ति होती है। ये इन्द्रियाँ dae और सास्विक गुण चाळी 
हैं क्योंकि वेकारिक अहकार जो सात्विक स्वरूप है उससे 
gaat प्राधान्य से उत्पत्ति होती है । तेजस अहंकार गौण 
स्वरूप दोने से टसके गुणा का निर्देश नहीं किया है क्योंकि 
आधान्येन व्यपदेशा भवन्ति? यह आख का न्याय है । 
तद्यथा-श्रोत्रत्वकचक्षुजिह्वात्राणबाग्धस्तोपस्थपा- 
युपादमनांसीति । तत्र पर्वाणि पश्च चुद्धीन्द्रियाणि, 
इतराणि प्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मन: !। ६॥ 
strat के एकार--इन्द्रियाँ इस प्रकार हैं । कर्ण, चर्म, 
नेत्र, जीभ, नामिका, घाणी, हाथ, टिंग, गुद, पेर और मन । 
इनमें से पहली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । दूसरी पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
ve 4 ae 2 
हैं। मन ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्डियात्मक दे ॥ ६॥ 
विमझ,-इन्द्रियों के मेद ज्ञानेन्द्रियात्मक, कर्मन्द्रियात्मक 
भर उभयात्मक किये हैं। उनमें से चार ज्ञानेन्द्रियाँ ada 
की ऊपरी भाग में और चर्म सर्व शारीर व्यापी है। चार 
कर्मन्द्रियाँ तो गर्दन के नीचे रहती हैं परन्तु वाणी नो 
पाँचवी कर्मेन्द्रिय है, वह गर्दन के ऊपर हे । इनका वर्गीकरण 
ज्ञान और कमं हारा किया है, स्थानानुसार नहीं | मन तो 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्टिया में मधिष्टित होकर कार्य करता 
है इस लिये चह उभयात्मक है। 


भूतादेरपि तेजससहायात्तल्लक्षणान्येव पद्म तन्मा- 
त्राण्युत्पद्यन्ते । तद्यया--शब्दतन्मात्रं, स्पशेतन्मात्र, 
रसतन्मात्रं, गन्घतन्मात्रमिति | तेषां विशेषा-शब्द- 
स्परा-छप-रस-गन्धाः; तेभ्यो भूतानि-व्योमानिलान- 
लजलोव्य', एवमेपा तत्त्वचतुर्विशातिव्योख्याता ॥ ७ I 
a, विशेष और भूतों को उत्पचि-भूतादि अहङ्कार 
से त्स अहकार की सहायता से भूतादि अहङ्कार स्वरूप 
पाँच तन्मात्राये उत्पन्न होती है । दाव्डतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, 
रूपतन्मात्रा, रमतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा ये पाँच तन्मात्रापं 
el इन तन्माचाओं के विशेष गुण--बाब्ड, wd, रूप, रस 
भर रन्ध ये दै। इनसे आकाश, चायु, aff, जळ और 
पृथ्वी उत्पन्न होती Ei इस प्रकार २४ at की व्याय्या 
चत्तायी गई है 1 ७॥ 
 विमशं-एकादय़ इन्द्रियाँ, अव्यक्त, महान तथा 
अइंकार निरूपण के बाद “तन्मात्रा” का वर्णन किया जाता 
दै यह तन्माञ्ना क्या वस्तु है? यह दका उत्पन्न होती हें! 
इसका उत्तर यह द॑ कि--जव शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श SEIN रहते भौर वाहा इन्द्रियों से अहण नहीं 


किये जाते, तत्र उन्हें तन्मात्रा’ कहते हैं जो कि योगियों को 
ही प्रत्यक्ष होने हॅ इन सामान्य तन्मात्राओं से विशेष या 
भेदक गुण saga होते हैं । वे शब्द, era, रूप, रस और 
रन्ध हैं। विशेष की व्य़ाल्या निम्न प्रकार की दै--जेसी 
तन्मात्रा की व्यास्या-'अचुद्भूतस्वमावानि वाहयेन्द्रियाः 
आह्याणि बाब्दादीन्येव तन्मात्राणि'-_यह दे, उसी घकार 
विशेष की च्यास्या-*अनुभवयोम्यैः सुखदुःखमोहरूपेधमे 
विशिष्यन्त इति विशेषा-। तात्पर्य यह है कि तन्मात्राओं का 
ज्ञान केवळ योगियों को ही होता हे और विशेषों का ज्ञान 
उद्धत होने से सब लोगों को होता है। तन्मात्राओं से 
पचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। उनमें भी यह नियम है 
कि पूर्व-पूवं की तन्मात्राये आरे भागे की सहायता करती 
हुईं वायु, तेज, जळ और पृथ्वी की उत्पत्ति करती हैं। 
जैसे दाढ्द तन्मात्रा से आकादा की उत्पत्ति; दाव्द और स्पर्श 
तन्मात्रा से वायु का प्रादुर्भाव; दाव्द, स्पर्श भोर रूप से तेज 
का उद्भव और शब्द, स्पर्ष, रूप और रस तन्मात्रा से जळ 
तत्व तथा पांचों के ऐक्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई दै। 
ऐसा क्रम है। इस प्रकार अव्यक्त, महान्‌ , अहङ्कार, ग्यारह 
feat, पांच तन्मात्रायें और पांच महानूत, इन २४ aval 
और २५ वाँ पुरुष इनसे इस जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है । 
चरक के मत से 'मनो दक्षेन्द्रियाण्यर्था! प्रकृतिश्चाएघा तुकी? । 
इस प्रकार २४ aaa जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे । इससे 
थह स्पष्ट होता हे कि-सुश्चत साय्यशास का और चरक 
वेदान्त का अनुकरण करता है | 
तत्र-चुद्धीन्द्रियाणां शब्दाढयो विषयाः, कर्मन्द्रि- 

याणां यथासंख्यं बचनादानानन्दविसर्गविहरणानि॥८॥ 

उन्टियं के विषण-इनमें से शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पश का श्रोत्र, ag, जिह्वा, व्राणेन्द्रिय और awe यथा" 
क्रम अरण होता दै । क्मेन्द्रियों से पूर्वकर्माबुलार dear, 
अहण करना, विषय भोग करना, मळ-त्याग और घूमना- 
फिरना कार्य किये जाते हैं ॥ ८ ॥ 

विमर्श---इन्द्रियों के भेद कर्मन्द्रिय भौर ज्ञानेन्द्रियों से 
किये हैं। अब उनके विपय चताते 213 इन्द्रियां क्या काम 
करती हैं, इनका वर्णन निम्नलिखित यह है-- 


इन्दियॉ-- 
ज्ञानेन्द्रियाँ-- 
नाम कायं 
१ श्रोत्र १ शब्दम्रहण 
२ त्वक्‌ २ स्पशंग्रहण 
३ चु २ SIRE 
४ जिह्वा 2 रसग्रहण 
५ घ्राण ५ गन्धअ्रहण 
कर्मेन्द्रियाँ 
नाम कार्य 
६ वाळू (वाणी) ६ वचन ( tear) 
७ हस्त ( हाथ) ७ थादान (ग्रहण करना और देना) 


¢ उपस्थ (मूत्रेन्दिय) ८ mare (विषयोपभोग करना ) 
९ पायु (गुदद्वार) ९ विर्यं (agent) 
१० पाद्‌ ( पैर ) १० विहरण ( घूमना फिरना ) 


अंध्याय- १ ] 
इस प्रकार झानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियाँ के विषयों का विवरण 
हो चुका हे ।” 
अव्यक्त मह्दानहङ्कारः पञ्च तन्मात्राणि चेत्यष्टौ 
प्रकृतय’, Sor: पोडश विकाराः ॥ ६॥ 
प्रकनि और विकृति- अव्यक्त, महान्‌ , अहङ्कार और पञ्च 
तन्मात्रा यह भाठ प्रकृति हैं औरशेप सोलह तरव विकार हैं! 
विमशा--सांस्यकारिका में अव्यक्त को प्रकृति माना दे 
और महत्तत्व, अहङ्कार और पञ्च तन्मात्रा इनको विक्रि के 
साथ-साथ प्रकृति भी माना है क्यॉकि ये अन्य तच्चों को 
उत्पन्न मी करते हैं। अत पव वे प्रकृति और विकृति दोनों 
हैं। शेष ग्यारह इन्दरिया भौर पाँच महाभूत विकृति हैं। ये 
किसी ata को उत्पन्न नहीं करती हैं। यथा-मूलमप्रकृतिर 
विकृतिमहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सत्त । दोषा. dea 
Frans) (सां. का. ) ॥ ९ ॥ 
स्व eat विषयोडविभूत, स्वयमध्यात्मम्‌ + 
अधिदेंवतमू-अथ वुद्धेत्रह्मा, अहङ्कारस्येश्वरः, सनस- 
aes, दिशिः श्रोत्रस्य) त्वचा वायु', सूर्यश्वक्षुप', 
रसनस्याप', प्रथिवी घ्राणस्य, वाचोऽग्निः, हस्तयो- 
Rea, पादयोबिप्णु', पायोमित्र., प्रज्ञापतिरुपस्थः 
स्येति ॥ १० ॥ 
प्रक शमान नेग्ड तत्त्वों का विवरण-- हनका अपना अपना 
विषय आविभौतिक है। स्वयम्‌ आध्यात्मिक हैं। अधिदेवत 
निर्न प्रकार से है। जसे ale का देवता ब्रह्मा, अहङ्कार का 
ईश्वर, मन का चन्द्रमा, श्रोत्र का दिशायें, चर्म का वायु, 
aa का सूय, निहा का जळ, नामिका का पृथ्वी, वाणी का 
afi, हार्थो का gz, परो का विष्णु, पायु ( गुदा ) का मित्र 
ate उपस्थ ( शिश्न ) का प्रजापति देवता दै ॥ १० ॥ 
faa. —agfaafa तत्त्वोमे से केवल तेरह तत्त्व लेकर 
उनका चिपय आधिभौतिक बताया जाता है किन्तु वे स्वय 
आध्यात्मिक हैं। इनके देवता भी भिन्न हैं । अव यहाँ यह TET 
उठती है कि चतुर्विशति तत्त्वाने से sere, पञ्चतन्मात्रा और 
पञ्च महामूनों को क्यों छोड़ दिया? वे आध्यात्मिक हैं या नहीं? 
इनका भी न वर्णन ही fear तथा न इनके देवता भी 
बताये । उत्तर--चतुविंदाति चच्चों में से चुद्धि, अहङ्कार और 
एकादश इन्द्रियाँ प्रकाशक होने से उनका विवरण किया है। वे 
किस देवता की सहायता से प्रकाशक होती हैं, यह बताने के लिये 
उनके देवता बताये हैं । किस जगह रहकर प्रकाशक होती हैं 
यह बताने के लिये उनका विषय बतलाया है। बुद्धयादि शरीर 
में रहकर आत्मा क fet उपयुक्त होने से आध्यात्मिक 
साने गये हैं। शेष तत्त्वा के प्रकाशक न होने के कारण 
उनका विषय नहीं बताया गया है। उनके विना आत्मा को 
विषयों का ज्ञान होने से वे आध्यात्मिक नहीं माने यये हैं। 


वेदान्त ara में मी afe को अध्यात्म माना दै और उसका 
देवता aan माना हे | अभिप्राय यह है कि विश्वरूप विष्णु के 


जिन भागों से जो देवता उत्पन्न gas वे देवचा उस अङ्ग के 
देवता माने जाते Sl अहङ्कार का देवता रुढ, मन के देवता 
चन्द्रमा चन्द्रमा मनसो नात» इत्यादि | 
= 
तत्र सवे एवाचेतन एष वर्गः, पञ्चविंशतितमः 


कार्येशरणसंयुक्तश्चेतयिता भवति | सत्यप्यचेतन्ये प्रधा- 


शारीरस्थानम्‌ 


TTT TTI TTT -.१३१- १-२५ NAS 


AY 


ures ee 


नस्य पुरुपकेवल्यार्थ श्रवृत्तिमुपदिशन्ति श्षीरादीश्धात्र 
हेतूनुदाहरन्ति ॥ ११॥ 

जीवात्मा-ये aq चौबीस तत्व जड हें 1 पुरुप यह 
पत्चीसवाँ तत्त्व है। महदादि विकारगण कार्य से तथा मूल 
प्रकृति रूप कारण से मिलता हुआ ज्ञान करने वालाहे । 
मूळ में कार्यकारण सयुक्त इस जगह 'कार्यकरणसयुक्त' ऐसा 
भी पाठ दे। उसका अर्व देहरूप कार्य से और इन्द्रियरूप 
कारण से मिळता हुआ जीवात्मा चेतन्य को उत्पन्न करता हे । 
यद्यपि प्रकृति अचेतन है तो भी पुरुष के मोच के लिये 
उसकी प्रवृत्ति होती है । जसे दुग्ध स्वयम्‌ अचेतन होने पर 
भी बच्चे के लिये चैतन्य होकर बाहर निव्छता है। उसी 
प्रकार पुरुष के मोक्ष की चिन्ता होने से प्रकृति अचेतन होने 
पर भी चेंतन्यता को प्राप्ठ होती है ॥ ११ ॥ 

विमदा.--चौबीस तत्वों के विचार करने के बाद भव 
पत्चीसवाँ तत्व 'जीच? का वर्णन करते दे । यह जीवात्मा 
चैतन्य दाक्ति वाला हे । बाकी का चोवीस तत्त्वा का वर्ग 
अचेतन, क्रित्राहीन हे । उनमें चेतना इसी पञ्चीसवें तत्त्व 
द्वारा होती है । अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति में चेतनाका जो 
भनुभव होता है चह नीवात्मा के मोष के लिये दै। जैसा 
डि दूध में चेतन्य, द्रवण या सरण मालूम द्वोता है वह 
बच्चों के लिए होता हे उसी प्रमार प्रकृति में जो चैतन्य 
मालूम होता है वह पुरुष को, जीवात्मा को मुक्ति देने के 
लिये होता है। क्षीरादि में on शब्द से शुक्रका भी 
उदाहरण बताते है! जेसे-शुक्र स्वयम्‌ अचेतन दे तो भी 
अति सुन्दर कामिनी के साथ प्रसङ्ग में उसमें गति आती है! 
उसी प्रकार प्रकृति भी चैतन्य बनती है । 


अत ऊध्व प्रकृतिपुरुपयो. सावम्येवे घम्ये व्याख्या- 
स्यामः ' तद्यया-उभावप्यनादी, उभावप्यनन्ती, उभा- 
बप्यलिङ्गी, उभावपि नित्यौ, उभावण्यपरौ ( 'अनपरो? 
पाठः ), उभो च सर्वगताबिति ॥ १२॥ 

एका तु प्रक्तिरचेतना त्रिगुणा वीजधमिणी प्रस- 
वघर्मिण्यमध्यस्थधमिणी चेति, बहवस्तु पुरुषाश्चेत- 
नावन्तोऽगुणा अवोजघर्माणोऽप्रसवधर्माणो मध्यस्थः 


घमोणश्चेति ॥ १३॥ 

प्रकृति और पुरुष का साधम्यं और वेषम्य-इसके बाद 
प्रकृति और पुरुप, इनके साथर््य और वेधम्यं बताये जायेंगे । 
प्रकृति भौर पुरुष दोनों अनादि हैं । अन्तरहित हैं । निराकार 
हैं 1 निरन्तर रहने वाले हैं । दोनों ही अपर हैं अर्थात्‌ इनके परे 
( पूर्व ) कोई भी नहीं दे । 'अपरो? इस जगद 'अनपरो' पेसा 
भी पाठ है जिसका अर्थ “न विद्यतेऽपरो याभ्यां तावनपरो? 
ऐसा विग्रह करके प्रकृति और goa ये दोनों ही महदादि 
से परे हैं। दोनों ही ada व्यापक Fi अव दोनों की अस- 
मानतार्ये बताते हैं । प्रकृति एक दै, चैतन्य रहित दै, सत्त्व, 
रजतमो, गुणाव्सक (त्रिगुणात्मक) है, चीजधर्मिणी है, इसका 
अर्थ यह हे कि जैसे वृक्ष वीज में रहता दै उसी प्रकार यह 
भी संसाररूपी sa का ata स्वरूप है । इसी से फिर संसार 
उत्पन्न होता दे सरव, रन और तम जब समान श्वस्थार्थो में 


ढु सुश्रुतसंहिता 


रहते हैं तब सघ महत , अहंकार आदि विकारों के लिये 
बीजस्वरूप में रहने वाली हे । गयी नासक आचार्य के मत 
में सहारकाळ सें भूत, इन्द्रिय, पचतन्मात्रा, अहङ्कार, 
महदादिकों के लिए आघारभूत होने से वीजधमिणी कहलाती 
हे । और वह प्रसवघमिणी दे, इसका अर्थ यह हे कि जब 
वीजधर्मिणी प्रकृति उत्पन्न करने चाळे व्यापक पुरुप के साथ 
मिलकर अपनी साम्यावस्था को छोडती दे तच मदत्‌, 
अहङ्कार इत्यादि क्रमानुसार स्थावर जगमात्मक जगत्‌ का 
निर्माण करती है, इसलिये उसे प्रसवघमिणी कहते ra 
प्रकृतिका एक भर भी गुण बताया गया दे, जिसे 
“ननमध्यस्थघमिणी' कहते हैं। मध्यस्थ को सुख और दुख 
का अनुभव नहीं होता है, इस प्रकृति को ga-ga का 
अनुभव होने से अमध्यस्थघमिणी कहते हैं । पुरुष प्रकृति 
से निग्न लिसित प्रकर से एयक दै-पुरुप अनेक हैं, चेतन्य 
युक्त दें, सच्च, रज, तम, गुणों से रहित दै। वीजधर्म वाळे 
नहीं € lag प्रसवघर्मी? भी नहीं और मध्यस्थघमीं ह 1 

विमर्शे --भव पुरुष और प्रकृति के साधम्य ( समानता 
Comparison) भौर Gave (विषमता Contrast) चत्ताते हैं । 

समानता ( Comparison )— 
प्रकृति 


पुरुप 
१ छनादि। | १ अनादि । 
२ अन्तरहित हे । २ इनका अन्त नहीं है। 
३ निराकार । ४ आकार से रहित । 
४ नित्य है। ४ निरन्तर है। 
५ चा अर्यात्‌ पहिले कोई ५ सबसे पूर्व यही हे । 
नहीं दे । 


अनपरौ! इस पाठसे इनके aay कोई नहीं है। यही 
सदसे ‘av (saa ) है। 


६ व्यापङ है । ६ सर्वत्र विद्यमान है । 
दोनों की विषमता Contrast ( असमानता )-- 
प्रकृति पुरुष 
us 3, ~ > 
sun) ५ अनन्त, अनेक दे । 


4. os fe 4, 
> जड हे। चेतना रहित दै। > नचेतन नहीं दे। चतन्ययुक्त है! 
३ त्रिगुणात्मक हे । ३ त्रिगुणातीत हे 1 


२ यीजधमंवाळी हे। 2 वीजघर्न से रहित हे! 

५ प्रसच्घर्मी हे । ५ प्रलवधर्म से शून्य दे । 

६ सुख दृ व को भोगने ६सुगदु'वले शून्य है। 
वाळी है। i 


सांग्यकारिका ५९ में पुरुष क विषय में दिया दै क्रि- 
ह ® [4 
“तस्माघ्च विपर्यासात्‌ fad साचित्वमस्थ पुरुपस्य | 
कवच माध्यस्थ्यं 2 टृस्वमकचुभाचश्च? ॥ १९-१६ ॥ 

तत्र कारणानुरुप कार्यमिति कृत्वा सर्व wat 
विशेषा; सत्त्वरजस्नमामया अवन्ति, तदझनत्वात्तन्स- 
यत्वा TEIN एव पुरुपा भवन्तीत्येके भापन्ते1१७॥ 

= ba + ~ 

पुस्प छे दिपर में पकी मत-कारण के अनुसार कार्य 
Eu फरता दै, इसलिये प्रकृति जो कारण-स्वरूप है sak 
भुसार ही VE मव महान, अटकाराटि विशेष कार्य भी 
त्रियुणात्मक sts) उसी प्रकार घुस्प को भी सत्त्व, रज्ञ, 


eee ~ 


तमोगुणास्मक मानना चाहिये । निर्गुण नहीं, ऐसा कई 
विद्वानों का कथन ह ॥ ५४ ॥ = 

विमर्शः--यह मत स्वय सुश्रुताचार्थ का नहीं हे इसलिये 
उपेचावुद्विपूर्वक पुकीय मत बताते हैं । जहाँ जहाँ “एके? ऐसा 
दिया रहता दे उसका अमिग्राय यही रहता हे, वह मत इनको 
मान्य नहीं है। उस मत का उद्धरण इसलिये किया जाता दै 
फि पाठकगण and विचार कर सक । पुरुष में जो सत्त्वादि 
युणोंका आरोप किया हे वह अमात्मक दे क्योकि मध्यस्थ 
aa पर उसे जो जो सुख दुःख का ज्ञान होता हे वह प्रकृति 
के ससर्ग से है । उसके लिये तीन दृष्टान्त aera हैं। पहिला 
स्फटिक और जपाकुछुम । दूसरा चन्द्रमा भौर जळ । तीसरा 
आकाश और सूर्यकी wen प्रभा। जैसे स्फटिक स्वच्छ होने 
पर भी उसका रग, जपाकुसुम के संसर्ग में आनेसे जपाकुसुम 
के अनुसार लाळ दीखता है। दूसरा उदाहरण--जेसे आका 
शस्थ चन्द्रमा स्थिर होने पर भी जल में चंचळ दीखता दे । 
तीसरा उठाहरण--भाकाश नीलवर्ण होने पर।भी सायंकाढीन 
सूर्य की TEA प्रभासे छाछ रग का दीखता दे । वास्तव में 
न तो स्फटिक लाल रंग का ढे । चन्द्रमा स्वयं चंचळ हे ऐसा 
भी नहीं । आकाश ढाळ वर्ण ढे यह भी अस्त्य दे, उसी 
प्रकार पुरुष भी निर्गुण होने पर भी उसमें प्रकृति के संसर्गसे 
स्त्वादि गुगोका आरोप किया जाता दै वास्तव में वह निर्गुण 
हे । पुरुष भौर प्रकृति निकट होने के कारण प्रकृति के गुण 
पुरुप में दीखते हैं, जेला मलिन दुर्पण में अपना सुस मलिन 
सा मालम होता हे उसी प्रकार प्रकृति के साथ रहने से 
प्रकृति के गुण धर्म पुरुष में भासमान होते हैं। इस प्रकार 
पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं दे यह बता कर अव वेचक are के 
मत से जगत्‌ के उपादान कारण का वर्णन करते द । अभी 
तक सांख्यशञा्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष का विवरण 
किया गया हे । किन्तु fas लाख के उपयुक्त कौनसी वस्तु 
है यह बताने के लिये fa छोक दिया जाता दे । यहाँ यह 
भी ag उपस्थित होती है कि प्रकृति और पुरप का वर्णन 
करते करते फिर इकट्ठा उनका विवरण छोड़ कर जगत के 
उपादान कारणों का क्यों विचार दो रहा है ? उत्तर में बह 
कहना पडता हे कि वेक में वे ही फठप्रद मालूम होते हैं 
इस fea fear दै! वेचके तु-- 

स्वभावमीश्वर कालं यदृच्छां नियति तथा | 
परिणाम च मन्यन्ते प्रकृति प्रथुदशिनः ।। १५॥ 

प्रथुदशशिनः, अर्थात, विशाळ बुद्धि ae लोग जगत्‌ 
का कारण स्वभाव, ईश्वर, काळ, यहच्छा (योगायोग), 
नियति (2a, भाग्य था पूर्वजन्मार्जित धर्माधर्म) तथा 
परिणाम को कारण समझते दै ॥ १५॥ 

विमश'-उपयुंक Fat जगत्‌ का कारण होती हैं 
ten विशाल विचार चाळे लोग मानते दें। शरीर का भड्भ- 
प्त्यद्ञ निर्माण होने में स्वभाव ही कारण है । 'अङ्ग-प्रत्यङ्ग- 
fete. स्वभावादेव जायते! edt घ्रळार--'सन्निवेद्वाः झारी 
राणां gat पतनोद्भवौ । तळेप्वसर्भवो यश्र रोग्णामेत- 
RAAT ॥ शरीर का यनना, दाता. की उत्पत्ति तथा 
fem, द्वा्थों में चाळ का न याना, स्वभावत" होता है 
स्वभाववादी लोक ऐसा कहते डे । उसी प्रार-'कः कण्ट" 


शारीरस्थानम्‌ & 


s 
TEE ooo 
a ee 
: 


A > . a . e 
कानां प्रकरोति तेचण्यं, चित्रं विचित्रं मूगपछ्िणां च । समझते हैं कि स्वभाव, 


fet egat मरीचे, स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तम्‌ ॥? कण्टको 
की तीचगता, पश्ु पक्चियों की चित्र-विचित्रवा, ईख में 
Maa, गोळ मरीच में कटुना स्वभावतः Het हे । इस प्रकार 
स्वभाव को जयत्‌ का कारण मानने वाळे लोग समझते हैं । 
इसी प्रकार ईश्वर को भी कारण बताते दे 1 ईश्वर ही geal, 
पर्वत, पेड, जन्तु, स्वर्ग और नरकों के लिये कारण दै। कहा 
team जन्तुरनीशोऽयमात्मन gag खयोः। ईश्वर" 
प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग नरकमेच वा! ॥ इति । अभिप्राय यह है 
क्रि प्राणी ज्ञानरहित रहता है उसको अपने सुख हुःख का 
विचार नहीं रहना । उसका नरक या स्वर्ग को प्राप्त होना 
ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है अर्थाव्‌ जगत का कारण ईश्वर 
ही ढा! काल भी उसी प्रकार जगत्‌ का कारण 3 1 वही जगत्‌ 
में क्रान्ति करता दै । विश्व की उत्पत्ति और नाश करना काळ 
के अधीन हे । काळ चक्र के फेर में स्थावरजंगम आदि को 
पडना ही पडता ठै। कालचक्र का सम्बन्ध प्राणिमात्रों तथा 
अद्‌ जीर्वा से अविन्धिन्न है। दोषों का संचय, प्रकोप और 
दान्ति काल के ही अधीन हे । दत्य भौर औष्ण्य काल का 
लवण है | जैसा कि-'महाभूनविरोर्षास्तु शीतोष्णद्वयभेदत्तः ! 
काळ इत्यघ्यवम्यन्ति’ । इसी प्रकार यच्छा अर्थात्‌ योगा 

योग को भी कारण मानते हैं। fed प्रकार से अचानक 
कार्य का होना यदृच्छा दे | जैसा कि-'यदच्छया चोपगत्तानि 
वाक पाङक्रमेणो पचरे द्विधिज्ञ' 1! उसी प्रकार 'तृणारणिनिमित्तो 
बहिरिति ।? वास्तव में न तो घाम में या अरणी (काष्टविशेष) 
में अम्नि हे! मगर दोनों के संवर्ष से aff की उत्पत्ति होती 
हे इसमें कारण योगायोग ( यच्छा) ही हे। नियति या 
apg को भी कारण वताते टें । पूवजन्मार्जित पापपुण्या का 
ही फळ मिळता दे । कोई-कोई व्याधि दोपजन्य न'दोते हुए 
क््मजन्य़ होती दे । जेले--छुछ रोग बाह्मण, सी, स्न लोगों 
का वध करने से, दूसरों के धनादि दरण करना इत्यादि पाप 
कमसे उन्पन्न होता दे। इसमें भाग्य या देव ही कारण हे । इसके 
वाद परिणामवादिओं का कहना दे कि सबका कारण परिणाम 
है, क्योकि oma ही महदहड्रारादि रुपों में परिणत होकर 
सर्वा का कारण होता हे । उसी प्रक्रार--'जाटराय्नेम्तु संयो- 
गाददुदेनि रसान्तरस्‌ | रसानां परिपाकान्ते स विपाक इवि 
aaa ॥ जदराभि के साथ मिळकर जो दूसरा रस पेढा होता 
हे चह विपाक कहा जाता दै। अभिमाय यह दै कि पक रस 
का सुण बदळकर उसका परिणाम अन्त में विपाक स्वरूप 
होता दै। उसी मकार "सम्यक्‌ परिणतस्याहारस्य सारो 
रस ? अच्छी तरद से परिणत हुए, आहार का सार रस हे! 

जगत. इस प्रकार परिणततापर या परिणामपर दी का कार्य 
होता दै, और भी देखिए-'पूवं बालानामपि वयः परिणामाः 
च्छुक्रमादुर्माधो अवति” शुक्र की उत्पत्ति के लिये भी उच्र का 
परिणाम ही कारण दे । इस यकार ये छु' मत आयुर्वेद शास्त्र 
को नान्य दै, क्योंकि आयुर्वेद में सर्व तत्वों का ane है और 
aE सच्छे सों का अहण करने वाळा मी है। यद्यपि ये छः 

भी त्रियुगात्मक प्रकृति में अन्तभूत होते ई तो भी उनकी 

उस समय स्वभाव आदि के स्वरूप में अभिव्यकि होने से 
नाम दिये गए दैं। हाराणचन्त्र जी एथुवर्शी का शर्थ मोटे 
विचार करने वारे (ag wan Pan चाळे ) करते ई। यह 


ईश्वर, काळ, यदृच्छा भोर नियत्ति 
तथा परिणाम सब प्रकृति हैं भर्थाव्‌ वे जगत्‌ के उसी प्रकार 
उपादन कारण हैं जसे मिद्दी पेड़ का उपादान कारण है। 
तन्मयान्येब भूतानि तढूशुणान्येब चादिशेत्‌ | 
तश्च तल्लक्षणः Hea भूतग्रामो व्यजजन्यत॥ १६॥ 
स्थावर-जन्नम भूनआर्मो के लक्षण --तन्मयानि माने पोळा- 
पन, चाञ्चरय, उष्णता, उचत्व, खरत्व, स्वभावादि गुणों 
की विशेषता से व्याप्त जो प्रकृति उनके परिणाम युक्त, भूत 
जो आकाशादि, तदूयुणान्येव सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 
युक्त समझना चाहिये। इस प्रकार भाकाशादि पञ्चमहासूत 
आर प्रकृति के गुण वाळे अर्थात्‌ सत्व, रज, तमोगुणात्मक 
सम्पूर्ण भूनआम-स्थावर जङ्गमात्मक-उपन्च हुआ है ॥ १६॥ 
_ विमर्श---स्थावर जड़मात्मक सर्वभूतसमूद्द एथ्वी, जळ, 
तेज, वायु, आकाश के गुणों से युक्त तथा सत्त्व, रज, तमो- 
युणात्मक उत्पन्न हुमा हे । जेसे सम्पूर्ण प्राणिमात्र कठिन, 
शीत, उष्ण, चळरव, सौपिरत्व गुणों से यु हे उसी प्रकार 
प्रकृति के गुणों से सत्त्वादि युक्त हैं अर्थात्‌ भूतमात्र में प्रकृति 
क गुण तथा पश्चमद्दाभूतों के गुण भरे हुए हैं । 
तस्योप्योगो5मिहितश्रिकित्साम्प्रति स्वेदा | 
भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते १७ 
भूत ही चिकित्सोपयोगी है- भूतग्राम चिकित्साके लिये 
उपयोगी हैं! भूतो से अन्य जो अव्यक्त आदि हैं वे चिकित्सा 
के लिये कोई उपयोगी नहीं हैं ॥ १७ ॥ 

विमर्शः चिकित्सा के लिये 'पज्नमहाभूतदारीरिसमवायः 
पुरुष” यही उपयुक्त है ag पुरुष स्थावर-वृक्षादि रहे या 
जंगम-मनुष्य, पशु, पचग्रादि स्वरूप रहे उसकी ही चिकित्सा 
की जाती दे, केवळ genera भी चिकित्साका कोई 
प्रयोजन नहीं दे या पञ्चमहासूतविरहवित जीवात्मा से सी 
कोई प्रयोजन नहीं हे । नदा पञ्चमहासूत और जीवात्मा का 
एकत्र सम्बन्ध हो वही पुरुष चिकित्सा के उपयुक्त हे । 

यतोऽसिहित 'तत्सम्भवद्रव्यसमूहो yarews.’ 
भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुर्बेदे ward तथेन्द्रियाथो: १८ 
इस भूतग्राम का चिक्तत्घा के लिए प्रयोजन क्यों है ? 
ag बताने के छिए लिखते हैं। उस भूतआम की उत्पत्ति के 
लिये भूतादि दन्यसभूह् है। इन्द्रिया मी भौतिक हैँ और 
इन्द्रियार्थ भी भौतिक हे । इस प्रकार भूतो की चिन्ता रखने 
से प्राणिमात्र, इन्द्रियाँ और इन्द्रियाथं सबका विचार होता 
है। अतत एव लिखा है कि 'भूतेभ्यो हि पर यस्मान्नास्ति 
चिन्ता चिकित्सिते! ॥ १८ ॥ 

विमश---ठस भूतमाम का स्थावर जगमात्मक प्राणिमात्र 
का भूतादि अर्यात्‌ पत्चमहाभूत आदि कारण | उसी प्रकार 
इन्द्रियां भी पञ्चमहाभूतों से ही उत्पन्न हुई हैं. लिखा भी दे 
कि इन्द्रियों के पञ्चमहाभूताव्मक होने पर भी+- 

“ख श्रोत्रे स्पशशने वार्युदशने तेज उत्कटस । सकिळं रसने 
भूमिर्धाणे चञ्जैर्निरुपिलम्‌ः उसी प्रकार इन्द्रियार्थ भी 
भौतिक माने गये हैं । लिला भी हे -शव्डो वेहायसः स्पर्शो 
चायवीयः प्रकीर्तित, । रूपमाग्नेयमाप्योऽन्न रखो गन्धस्तु 
पार्मिव- ! 


2 


सुश्रुतसंहिता 


~ 


६ sR व व ; 
SS TTT PPP AN ययययघयययय य ETI 
अवति चात्र होती दै। चेतनायुक्त, निरन्तर रहने वाळी ("नित्य ) और 


इन्ट्रियेशन्तरिया्थ तु स्वं स्वं ग्रहाति मानवः | 
नियतं तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्‍्यमिति स्थितिः ॥१६॥ 
अपनी भौतिक इन्द्रियों से अपने भौतिक इन्द्रियार्थ का अहण- 
अपनी अपनी इन्द्रियों से अपने अपने अर्थ को age अहण 
करता दै। क्योंकि वे इन्द्रियार्थ और इन्द्रियां एक से a 
उत्पन्न हुई होती हैं, दूसरे से ia हुई इन्टियाँ दूसरों के 
अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती हं ॥ $९॥ 
विमशे.--भाकादा से उत्पन्न हुई श्रोत्रेन्टियां आकाश से 
ही उत्पन्न होने वाले शब्डरूप इन्द्रियार्थ को ग्रहण करती 
eS, वेनतो रूप को ग्रहण करती हूँ, और न Tez श्रोत्रे- 
र्द्रिय-को छोडकर नेत्र का आश्रय करता है। इसी प्रकार 
पाचों eGzat की तथा va इन्द्रियाथों की स्थिति है! 
तुल्ययोनि होने से अपने अपने qat से आश्रित रहने वाळी 
इन्द्रियाँ इन्द्रिया्थों का ही ग्रहण करती ह| पक भूत से 
उत्पन्न हुई इन्द्रिया दूसरे adt से उत्पन्न होने ae 
इन्द्रियाथे को कदापि अहण नहीं करती हैं। 


न चायुर्वेदशाखेपृपदिश्यन्ते सर्वगताः Bazi 
नित्याश्च | असवंगतेपु च क्षतरननेषु नित्यपुरुपख्यापकान्‌ 
हेनूनुदाहरन्ति ॥ २०॥ 

आत्मा की सारयमन से मिन्नता- आयुर्वेदशाख में नित्य 
hag अर्थात्‌ आत्मा को सर्वगत नहीं मानते। आत्माको 
क्षसवंगत मानने पर भी पुरुप को नित्य मानने के लिए हेतु 
बताते हैं ॥ २० ॥ र 

frat --सांरय्रद्यार मे सचंत आत्मा होने से उसे 
नित्य समझते हे । Gas दाख में असवंगत्त होने पर भी 
नित्य ही मानते ह। उसे यदि नित्य न मानेंगे तो जन्मप- 
रम्परा सानना असरभव हो जायगा। एक जन्म के बाद दूसरा 
जन्म ही नहीं होगा | उसी प्रकार बाठ्याचध्या में ग्राप्त हुआ 
सुख yearend प्रतिकूळ रहेगा । सत्तावान्‌ रहकर जो 
कारणह्दीन होगा चह भी नित्य माना जाता है । आमा की 
सता का ज्ञान होता दे किन्तु उमे कारणहीन होने से नित्य 
मानना चाहिये । भोजने लिवा दै--'शुभाशुमाम्यां कर्मभ्यां 
प्रेणान्मनसो यते, । देहाद्‌ देद्वान्तर याति क्रिमिवच्छाश्व- 
disor. । नित्य दत्युच्यते सदिः सन्नकारणचान्‌ यत. । 

_ आयुर्वेदशाससिद्धान्तेप्वसर्चगताः Qa नित्याश्च, 
तियग्योनिसानुपदेवेपु सञ्चरन्ति थमीवर्सनिमित्तम्‌ | 
त पतेऽचुमानत्राद्याः परमसूच्मात्चेतनावन्तः शाश्वता 
लोद्वितरेतसोः सन्निपातेष्वभिग्यञ्यन्ते, यतो5मिहि- 
तं~पश्चमहाभूतरारीरिसमत्रायः gay’ इति । स एव 
कमपुरुपञ्चिकित्साऽविक्कतः ॥ २१ ॥ 


के अनुसार, शुभाशुभ कार्यो क कारण, आत्मा पशु-पक्षियों 
में, मनुष्य वय मे तथा देवयोनि सें प्रवेन करती हे! आत्मा 
wat प्रमाण से सिद्ध न होते हुवे भी अमान प्रमाण 
द्वारा ज्ञात होती ई । अयन्त सूघम-छोटे प्रमाण चाळी 


शुक्र तथा रक्त का सयोग होने पर भी व्यक्त होती ढे । उस 
पुरुप को पडू धात्वात्मक पुरुष बताने के लिए कहा दे, जहा 
पञ्चमद्दानूत और आत्मा का सयोग हो । केवळ पञ्चमहाभूत्र 
रहने से शरीर में चैतन्य का भान नहीं होता है उती प्रकार 
उसमें mer की प्रतीति भी होती है । यही कमंपुरुप 
चिकित्सा के लिये उपयुक्त दे! चरकसहिता में लिखा हे- 
सत्त्वमात्मा दारीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डबत्‌। लोकस्तिष्ठति 
सयोगात्‌ तत्र सर्व प्रति्टितम्‌ ॥ स पुमांश्रेतन तञ्च तञ्चाषि 
करण स्मृत्तम्‌ | वेढस्यास्य तदर्थ हि वेदोऽय सम्प्रकाशितः २१ 

बविमशे.--हस गद्य में आत्मा का नित्यत्व बताकर उस 
का भिन्न भिन्न योनि में क्यों प्रवेश होता हे ? वह भी बताया 
21 आत्मा तो प्रत्यक्ष नही दीखता 21 इल fet sere 
प्रमाण से उसकी सिद्धि नहीं होती है। जिस कारण से 
शरीर में चैतन्य हे उसी कारण से यह सिद्ध होता दे कि 
पञ्चमद्दाभूत के अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ दै जो कि चेतन्य 
पेदा करता है, वही चैतन्य गुण चाळा आत्मा है । आस्मायुक्त 
पञ्चमहाभूनाव्मक शरीर को ही चिकित्सा के लिये उपयुक्त 
कर्म पुरुप मानते हैं। चरक संहिता में मन, आत्मा और 
शारीर इसको पुरुष मानते हैं । सुश्र॒त्‌ मिता में पञ्चमदाभूत 
और आमा क सयोग को पुरुप कहते हें । 

तस्य सुसदु खे इच्छाद्वेयी प्रयत्नः प्राणापानाबु- 
न्मेपनिमेपो घुद्धिमन.सङ्कल्पो विचारणा स्मृतिर्बिज्ञा- 
नमध्यवसायो विपयोपलड्धिञ्च गुणाः ॥ २२ ॥ 

आत्मा के गुग-उस आत्मा ( कर्म पुरुष ) के गुण-सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राणवायु का धारण करना, अपान 
वायु छोडना, आँख खोळना, ata मूँद लेना, बुद्धि, मनः 
सफऊरप, विचारणा, स्मरण करना, विज्ञान, अध्यवसाय 
(fanaa चुद्धि और विषयोपलब्धि ( इन्द्रिय द्वारा 
विपयज्ञान ) ये गुण आत्मा के या कमं पुरुष के हैं ॥ २२॥ 

विमदांः--कमे पुरुप के गुण बताते हैमन के अनुकूछ 
होने वाळा ‘ge’ हे । उसके विरुद्ध 'दु ख?, किसी वस्तु की 
अभिळापा यह "इच्छा? दे । अप्रीति होना द्वप’ हे । कार्य 
करने के लिये उद्योग करना 'उत्साह' है। मुख में सचार 
करने वाली ag प्राण वायु? है। पकाशय में रहकर 
नीचे की ओर जाने चाळी "अपान? वायु हे! “उन्मेष” 
आँख का खोळना और aw आँख का बन्द करना। 
निश्चयास्मिक्का ‘gfe’, मन का कर्म ‘areq’ हे । तक faa 
करके वस्तु का निश्चय करना विचारणा है । “स्मृति? अर्थात्‌ 
प्रथम अनुभव-किये हुप अर्थ का स्मरण करना, ‘Pista’ 
अर्यात्‌ गिरप यास्त्रादिकों का ज्ञान रखना, “अध्यवसाय? 
निश्चयपूर्वक काम करने का cate करना, विषय जो शब्दादि 


| उनकी उपलब्धि अर्थात्‌ प्राप्ति (विपर्या का ज्ञान होना )। 
है TEAL के नित्यत्व म्र ददु आयुर्वेदत्ञान्त् के सिद्धान्तो ' इस प्रकार कम्रपुरुष क १६ गुण EA इन्हे 'कळा' भी 
से gag नित्य हे और सद्र व्याप्त नही है । अपने पापपुण्यो | कदे दें । 


| 
| 


| 
| 


सात्त्विकास्तु-आवचृरांस्यं सविभागरुचिता तितिक्षा 
सत्यं थम आस्तिक्य ज्ञान बुद्धिमेंधा स्मृतिधेतिरन- 
भिपद्वश्न ॥ २३ ॥ 

ahaa मन के युण- सात्विक मन के छक्तण-भक्ररता; 


ध््रभ्यायः १] 


a __ 
INPRO PNP PRLS PRI IIS SIS APNE NESE RPL 


संविभागरुचिता ( भन्नवख का सम्यग्‌ वितरण), सुख 


दुःख भादि इन्द्रो को सहना, सत्य, धर्म, आस्तिकता, 
बुद्धि, मेधा, cafe, धैय, भनभिपङ्ग अर्थात्‌ निरिच्छापूर्वक 


अच्छे कार्यो को करना ॥ २३॥ 


विमदा-सास्विक मन के बारह गुण बताये हैं। जो उच्च 

प्रकार के हैं धार्मिकता, सत्यता, दूसरों के जीवन की रक्षा 
© a 

करना, फल की उपेक्षा करते हुए कार्य करना, Ta रखना, 


स्मृति और मेधा अर्थात्‌ ग्रन्थो के धारण करने की शक्ति 
इत्यादि प्रायः अच्छे गुणा का समूह सार्विक मन सें रहता है | 


राजसास्तु-टु'खबहुलताऽटनशीलताऽधृतिरहङ्कार 
आनृतिकत्वमकारुण्यं दम्भो मानो ST: कामः क्रोधश्व | 

राजस मन के युण- दु'खबाहुल्य, घूमने का स्वभाव, 
अधीरता, अहंकार, असत्यभापण, ATT, ढोंग, मान, आनन्द, 
विपयसम्धन्धी इच्छा और क्रोध ये राजसगुण हैं ॥ २४ ॥ 

विमझः-रजोयुण से होने वाळे लक्षण प्राय' दुगुंणयुक्त 
होते हैं । उसमें सोख्य का अंश बहुत ही न्यून रहता हे । 
दुःख की मात्रा अधिक होती है और छुल-कपट, भहकार, 
काम, क्रोध इत्यादि दुर्गुण पर्याप्त रहते हैं। 

तामसास्तु-विपादित्वं नास्तिक्यमधर्मंशीलता 
चुद्धेनिरोधोऽज्ञानं दुर्मधस्त्वमकर्मशीलता निद्रालुत्वं 
चेति ॥ २५॥ 

तामस मन के गुण--खेंद करना, वेदादि को न मानना, 
धर्म के विरुद्ध आचरण करना, बुद्धि का उपयोग न करना, 
ज्ञान न होना, दुष्ट युद्धि रहना, काम करने की इच्छा 
न होना, नींद लेने की आदत रहना इत्यादि ये तामस 
गुण हैं ॥ २५॥ 

विमर्शः-तामस ga प्रायः सत्त्व गुणों के विरुद्ध तथा 
राजस गुणों से भी[निम्न कोटि के होते हैं । इसमें प्रायः निद्रा 
का विकार अधिक मालूम होता है जिससे बुद्धि को भी निद्रा 
आने लगती है। सदसदू-विवेक नए हो जाता है। आलस्य 
की बहुलता हो जाती हे । 

आन्तरिक्षास्ठु-शब्दः शब्देन्द्रियं, सर्वच्छिद्र- 
समूहो विविक्तता च | वायव्यास्तु--स्पर्शः स्पर्शेन्द्रियं 
सर्वे चेष्टासमूहः सर्वशरीरस्पन्द्न लघुता च । तेज- 
सास्तु-रूपं रूपेन्द्रियं वर्णः सन्तापो भ्राजिष्णुता 
पक्तिरमर्षस्तेदण्य bier । आप्यास्तु-रसो रसने- 
न्द्रियं सर्वेद्रबसमूहो शुरुता शेत्य स्नेहो रेतश्च । पार्थि- 
बास्तु--गन्धो गन्घेन्द्रियं सरवेमूत्तेसमूहो गुरुता चेति ॥ 

पञ्चमद्दाभूतों के शुण--आकाश के शुण--शव्द, शब्द की 
इन्द्रिय अर्थात्‌ ta, सच fata समूह अर्थात्‌ पोलापन 
और एक पदार्थ को दूसरों से अळग करना ये सब आकाश 
के गुण हैं। वायु के गुण-स्परं, स्पशेन्द्रिय अर्थात्‌ चमे 
(त्वचा), सम्पूर्ण चेष्टाये,करना, सब TT का गतियुक्त होना 
या हिळना-डोळना आदि और हलकापन ये वायु के गुण है। 
तेज के गुण-रूप, रूपेन्द्रिय ag अर्थात्‌ भाँख, वर्ण, उष्णता, 
तेजस्विता, जठराझि से परिपाक होना, असह्यता, तीचणता 
भौर शूरता ये गुण तेज के हैं। जळ के गुण--रस, जिह्वे 


शारीरस्थानम्‌ ७ 
aw BE IRR ५-७-५७७० ७-४-५ 


faa, सब द्रव पदार्थों का समूह, गुरुता, dex, ae, वीय 
ये जलसम्वन्धी धम हैं। पृथ्वी के गुण--गन्ध, गन्धेन्द्रिय- 
घाण, सम्पूर्ण ठोस-भारदार पदार्थों का समूह भौर गुरुता, 
ये गुण एथ्वी सम्बन्धी हैं ॥ २६॥ 

विमर्शः--भव पञ्च महाभूतों के aot का निर्देश करते 
हैं-प्रत्येक भूतों के धर्मों का विवेचन करने से किस द्रव्य से 
किन भूतो का सम्वन्ध है, जानना उपयुक्त होता है। यहाँ 
भहश्य भूत से प्रारम्भ करते हुये दृश्य भूत के धर्म अस्त में 
वताते हैं। भाकाश के गुण ( धर्म )--शब्द, कर्णेन्द्रिय, 
शारीरिक तथा इतर सम्पूर्ण छिद्र स्थानों का समूह, शरीरगत 
शिरा, arg, अस्थि, पेशी इनका स्वजातीय पदार्थों से पार्थक्य 
करना, इत्यादि। गयी के मत से विविक्तता के स्थान में 
विरिक्तता यह पाठ है। विरिक्तता का अर्थ शरीरगत पदार्थों 
का नाश या रिक्तता करते रहता है। वायु के गुण ( धर्म )- 
भाकाश का तो ज्ञान होता ही नहीं, किन्तु स्पशन्द्रिय से 
ज्ञात होने चाळे तथापि अदृश्य ऐसे वायु के धर्म स्पर्श करना, 
चमंगोचर होना, विनीत होना, उदण्ड होना इत्यादि सम्पूर्ण 
क्रिया करना, या शारीरिक, वाचिक भर मानसिक क्रियाओं 
का समुदाय तथा सम्पूर्ण शरीरों का चछन वळून करना और 
छाघवता ये वायु के गुण हैं। तेज के गुण ( घमं )-यह 
भाकाश तथा वायु से अधिक इग्गोचर होने वाला है, इस 
लिये अव उसके गुण धर्म वताते हें-रूप को देखना, सौन्दर्य 
तथा नेत्नेन्द्रिय का आश्रय करना, गौर चर्ण, उष्णता, 
तेजस्विता, आहारगत भोजय, लेह्य, पेय, चोष्य पदार्थों का 
जररामि द्वारा पाचन करना, क्रोध, शीघ्र कार्य करना और 
शौर्य ये तेज के गुण है । जळीय गुण ( धर्म १--जल के दृश्य 
भौर स्पशवेद्य होने से तेज के वाद उसके गुण धर्म बताते हैं। 
यह tal का आधार दै, जिह्लेन्द्रिय से शात होता है, सम्पूर्ण 
आद पदार्थों का सग्रह स्थान है, भारी है, शीतलता युक्त है, 
इसमें Ge रहता हे और वीभ को अहण करता है। (रेत 
का अर्थ 'शुक्र तेजोरेतसी च चीजवीयेन्द्रियाणि च! इसके 
अनुसार बीजात्मक भी है । ) पृथ्वी के गुण ( धर्म )-गन्ध, 
गन्धेन्त्रिय-ध्राण, सवंमूत्तंपदार्थ ( ठोस ), गुरुता जो कफ- 
पित्तादि, pan धातुओं तथा मल में वर्तमान है; 


पृथ्वी के गुण ( धर्म 

तत्र सत्त्वबहुलमाकाशं, रजोबहुलो वायुः, सक्त्वर- 
जोबहुलोऽप्निः; सत्त्वतमोबहुला आप', तमोबहुला 
प्रथिवीति ॥ २७॥ 

भाकाशादि भूतो में रहने वाले सार्विकादि गुण--भाकाश 
यह सरव गुणों की अधिकतायुक्त है । वायु रजोगुणाधिक्य 
वाला है। अभि सत्व और रजोगुणाधिक्य चाळा है, जळ 
सात्विक और तमोगुण की विशेपता से युक्त दै । भौर एथ्वी 
तमोगुणवाहुल्य वाळी है ॥ २७ ॥ 

विमशेः--भाकाश्य में प्रकाशकत्व गुण होने के कारण चह 
सरव गुणों की अधिकता रखता है । वायु में चाह्मल्य होने से 
वह रजोशुणाधिकय वाळा है। असि या तेज प्रकाशक तथा 
age होने से वह सत्त्व और रजो गुण चाळा है। जळ यह 
स्वच्छ होने से, , प्रकाशक होने से, युरुत्व गुण वाळा होने से 
भौर आच्छादन करने वाळा होने से सत्त्व और तमोगुणात्मक 


द सुश्रुतसंहिता 


हे । पृथ्वी अस्यन्त आवरण करने वाली होने से तमोएुणयाहुर्य 
वाळी है । इस प्रकार सरव गुण आकाश, aft और जल में 
* है और रजोगुण वायु और म्नि में हे । तथा तमोगुण जळ 
और पृथ्वी में दे। इस प्रकार तीनों शुर्णो की प्रधानता से 
महाभूतों के साथ निर्देश किया गया है। 
होक चात्र भवत'-- 
अन्योऽन्यालुप्रविष्टानि सवोण्येतानि निर्दिशेत्‌ | 
स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेपां व्यक्तं लक्षणमिष्यते Il २८ ॥ 
उपमद्ार के लिये दो छोक देते ऐं--ये जो आकाशादि पञ्च 
महामूतों के गुण हैं वे अपने महाभूत में रहते इये भी दूसरे 
सहाभूतों में रहते हैं। किन्तु अपने महाभूत में स्पष्टता के 
साथ रहने फे कारण उस महाभूत का गुण कहा जाता है । 
आर अपने महाभूत के अतिरिक्त दूसरे महाभूत में अव्यक्त 
रूप से रहने के कारण उसका अध्य नहीं होता हे! किंवा 
गन्ध आदि गुण अपने अपने द्रब्य में व्यक्त होते हैं। अर्थात्‌ 
अपने द्रव्य के अतिरिक्त दूसरे व्या में उनका equate 
रहता है प्रधानतया अपने द्रब्य में उस द्रव्य का ही गुण 
होता हे । किसी के मत से एक भूत में अन्य wat an सम्बन्ध 
होता हे । जेसे--आकाश में अन्य चार महाभूतों का अनु 
प्रवेश हे इसी प्रकार एक एक भूत का अन्य अन्य भूतों के 
साथ अनुप्रवेदा रहता हे ॥ २८ ॥ 
विमशः--भाकाश, वायु आदि पञ्चमदाभूतों के गुण 
उनसे fiat mua ma भूतो में मिलते हें । इसलिये यह 
स्पष्ट है कि एक भूत का प्रवेश दूसरे झूतों में मिलता है। 
जेसे कि चायु में शब्द और स्पर्श दो गुण मिलते हैं। शब्द 
तो आकाश का गुण है परन्तु वायु में आकाश के प्रविष्ट होने 
के कारण उसमें शब्द और निन्न गुण स्पर्श भी वतमान 
रता हे। उसी प्रकार तेज में जाकाश भौर वायु दोनों ही 
रहते हैं इसलिये तेज में शब्द, स्पर्श भौर रूप तीनों गुणों 
समूह रहता है। इस प्रकार जळ में भाकावा, वायु भोर तेज 
तीनों रहते हैं। इस कारण उसमें उसका निजका गुण जो 
रस है उमे लेकर शेप के शब्द, स्पर्श और रूप भी उसमें 
रहते ह । इस प्रकार पञ्च महाभूर्ता का परस्पर अनुप्रवेश 
होने से 'अनुप्रविष्टानि! कहा है। उपयुक्त 'अन्योऽन्यानुप्रवि 
afr’ मत से भिन्न सी मत प्रचलित है। इस मत में भाकाश 
में सी पृथ्वी का सूचम भाग मानते हैं। उसी प्रकार सूचमतया 
जळ भोर तेज के साथ वायु का भी आकाश में सचार होने 
से आकाश मे चारों महाभूतों का समावेश बताया है। जेले 
आकाश में वायु है उसी तरह वायु में भी आकाश ody 
व्याप्त होने से विद्यमान हे। तेज भौर जळ भी चायु सें 
विद्यमान है क्योंकि 'अनुष्णशीतस्पशों 5ये दृव्पक्षैर्वायुरिप्यते। 
दाहकृत्तेजसा युक्त' wage सोमसंश्रयातः!। इस कथन के 
अनुसार वायु में रहने वाले शीतत्व भौर अनुष्णत्व गुण जळ 
भर तेन का सम्बन्ध बताते हैं। एथ्वी भी सूचम रूप से 
उसमें विधमान है। तथा तेज में भाकाशा ada व्यापी होने 
से विद्यमान है। वायु तो प्रेरणा करने से तेज में रहता ही 
हे। जळ तत्व से तो तेज की उत्पत्ति ही होती हे 'अद्भ्यो5 
भिरिष्युक्तत्वात? धूमादि रूप से तेज में एथ्वी भी है। जळीय 
Heat मे आकाश व्यापक होने से aria है। जळ में तरंग 


बुदुबुदादि को उत्पन्न झरने चाळा वायु भी विद्यमान teal 
हे। जळ से अशि की उत्पत्ति होने से ae भी उसमें वत्तमान 
है। कहा भी है। 'अद्भथोडझि” इति। जल में अणुख्पसे 
पृथ्वी भी है। पृथ्वी में भी आकाश, वायु, af, जळ ये हैं। 
क्योंकि भूमि का विभाग करते समय पाँच प्रकार की भूमि 
चताई है। इसी प्रकार आकाशादि महाभूर्ता का परस्पर 
मद्दाभूतों में भनुप्रवेश बताया हे । इस पर यह Tat होती 
है कि भळग भछग भूर्तो के got का वर्णन किस प्रकार युक्ति 
सगत है। क्योंकि एक भूत से दूसरे भूर्ता का सम्बन्ध तो है 
ही इसका उत्तर उन द्वव्यों में व्यक्त लक्षणों के अनुसार एथ्वी 


आदि का दिग्दशन किया है। 
अष्टौ प्रकृतयः रोक्ता विकाराः पोडशेव तु | 
Dae समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥ Re Il 
इति झुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने प्रथमोऽध्यायः ॥ 
=D Ko 
संक्षेप में आउ प्रकृति, awe विकार तथा आयुर्वेद के 


छः 
मतानुसार एव सांख्य शाख के अनुसार wear का वणन 


किया हे ॥ २९॥ 

विमर्श -इस प्रथम अध्याय में अव्यक्त, महान, अहङ्कार, 
रूपतन्मान्ना, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मान्रा, स्पशषंतन्माचा और 
गाददृतन्मात्रा ये ens प्रकृति हैं और श्रोत्र, त्वक्‌ + ay, जिह्वा 
घ्राण, वाक्‌ „ हस्त, पाद, उपस्थ, (किङ्ग), पायु ( गुद ) आर 
मन ये ग्यारह इन्द्रियाँ और आकाश, वायु, अभि, जळ और 
पृथ्वी ये पञ्च महाभूत, इस प्रकार सोलह विकार भौर पचीसवाँ 
आत्मा पे पचीस तर्च स्वतन्त्र नाम आयुर्वेद में और परतन्त्र 
नाम सांख्य शास्त्र में बताये हुये हैं। चरक के मतानुसार 
चौबीस तच्च हैं। उनमें पुरुषों का अन्तर्भाव अव्यक में होता 
है। सुञ्च॒त'सांस्य का मागं स्वीकार करते इये २५ पचीस 
तरवो का उपादान करता है। और चरक-सांख्य भौर वेदान्त 
के घीच का मार्ग स्वीकार करते हुये २४ चौबीस तत्त्व को 
मानता है । 
इति शारीरस्थाने सर्वभूतचिन्ताद्यारोरं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 

eee 


शारीरे प्रश्नाः-> 

(१) भायुवेदे पुरा शारीरविधा सुविदिताऽऽसीदित्ति मत 

चारक सौश्रुतवचनपुरस्सरे स्थापयन्तु । 
(२) 'शारीरे gaa: Fer भस्मिन्विषये raat ळेख्यः | 
(३) आयुर्वेदीय-शारीर॑ चिकित्साऽर्थ पर्याप्त वा ? 
(४) कि तावच्छारीरम्‌ ! तज्शानस्थ च कि प्रयोजनम्‌ ? 

शारीरक्रियाचिज्ञाने प्रश्नाः 

(१) चरक-घ॒थ्चतमतेन रारीरनिर्मापका भावा, प्रदर्शानीयाः | 
(२) प्रकृतिपुरुषयो- साधर्म्य वेधम्यंञ्च लेखनीयम्‌ । 
(३) स्वमावमीश्वर काल यद्च्छां नियर्ति तथा । 

परिणाम च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदरिनः ॥ 
भस्य पद्यस्य विशदतया व्याख्या कत्ैव्या | 
( ४) थन्योऽन्याचुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 

स्वे सवे द्रव्ये तु सर्वेपा व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥ 
अस्य शोकस्य विस्तारपूर्वक व्याख्या विधेया ॥ 

DODO 


अध्याय: २ ] 


शारीरस्थानम्‌ & 


ह्रितीयाऽध्यायः 

अथातः शुक्रशोणितशुद्धि नाम शारीरं व्याख्यास्यामः॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

तस्पश्चात्‌ शुक्र और शोणित ( आत्तंव ) शुद्धि नाम का 
शारीर स्थान सम्वन्धी अध्याय बतायगे। जैसा भगवान्‌ 
धन्वन्तरि महाराज ने कहा हे ॥ १-२ ॥ 

विमरः--प्रथम अध्याय समाप्त होने के पश्चात्‌ शुक्र का 
स्वरूप, उसके दोप भर उन दोषों का निराकरण इत्यादि 
शुक्रसम्यन्धी विचार तथा जात्तव का लक्षण, उसके दोप, 
उनका निराकरण इत्यादि भात्तव का विचार किया जायगा । 
ऐसा भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं ! इस अध्याय में गर्भधारण 
प्रक्रिया ( Reproduction theory ) घतायी गई है। 

चात-पित्तशलेष्म-शोणित-कुणपगन्धि-अन्थिःपूति- 

पूय-क्षीण-मूत्र-पुरीष-रेतसः प्रजोत्पादने न समथी 
भवन्ति ॥ ३॥ 

शुक्र के दोप- वातदोप से दूषित शुक, पित्त से विकृत, 
कफ से व्याप्त, रक्त से युक्त, सुदो की गन्ध वाला, गांठ युक्त, 
सड़ी गान्ध चाला, पूययुक्त, प्रमाण में कम, सूत्र के समान 
गन्धवाला या सून्नयुक्त, मळ के समान दुर्गन्धवाळा, वीयं 
प्रजोत्पादन में अर्थात्‌ सन्तति उत्पन्न करने में समथ नहीं 
होता है॥३॥ 

विमर्शः-चीयं के दोष ग्यारह होते हैं । सुश्रुत के 
मतानुसार चार दोर्षो से चार प्रकार की वीय की विकृति 
और कुछ गन्ध के अनुसार चार विकृतियाँ तथा तीन 
विकृतियाँ दार्शनिक बताई हैं। इन विक्ृतियों का परिगाम 
यह होता है कि पुरुप सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकता हे। 
ङुणपगन्धि में चीयं-कीट नष्ट हुये रहते हैं इसलिये वे खी- 
डिम्ब से मिळकर सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते। उसी 
प्रकार अन्थियुक्त होने पर वह रज-डिग्च के साथ मिछ नहीं 
सकते या शुक्र का उत्सर्ग ठीक नहीं होता दै, दुर्गन्ध वाळा 
शुक स्वयं ही दूषित रहने से वेकार रहता है | पूयगन्ध वाला 
शुक्र ( Gonorrhea ) पूय प्रमेह या तत्सम व्याधियों से युक्त 
होता दै। इसी प्रकार क्षीण वीर्य के जीवाणु din रहते हैं 
तथा मूत्र और मल के गन्ध चाले निरुपयोगी होते हें । 
उपयुक्त वीर्य के भ्रकारों में से कोई तो साध्य रहते हैं कोई 
कृच्छूसाध्य और कोई असाध्य रहते हैं। जिनका निर्देश आगे 
किया है। 

_ तेषु बातवर्णेवेद्नं वातेन, पित्तबर्णवेदनं पित्तेन, 
श्लेष्मवणेवेदनं श्लेष्मणा, कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तेन, 
प्रन्थिभूतं शलेष्मवाताभ्यां, पूतिपूयनिमं पिन्तश्लेष्मभ्यां; 
क्षीण प्रागुक्तं पित्तमारुताभ्यां, मूनत्रपुरीषगन्धि सन्निपा- 
तेनेति | तेपु कुणप मन्थि-पूति-पूय-क्षीणरेतसः ऋच्छ- 
साभ्याः,मूत्रपुरीपरेतसस्त्वसाध्याः (साध्यमन्यश्च) इति! 

वीयंदोष के लक्षण--उपरयुक्त वीयंदोपों में से वात से 
दूषित चीय॑ वायु के रंग वाळा और तजन्य वेदना से युक्त 
रहता हे । पित्त से दूषित चीं में पित्त का रंग और तजन्य 
पीड़ा होती दै। कफ से दूपित वीर्य में उसका चणं और 


२ ge शा० 


र सूत्रस्थान १५ वे अध्याय में घताये हुये 
मेढ में वेदना होना, अण्डकोप में सवेदना, विषय-संभोग 
में देर से चीयं का पतन होना भौर सम्भोग के समय पतन 
में थोड़ा सा रक्त और भएप शुक्र दिखाई देना ये सब लक्षण 
होते हैं। सन्निपात से वीर्य में सूत्र और मळ की दुर्गन्ध 
आती है। उनमें कुगपगन्धि, ग्रन्थियुक्त, हुर्गन्धि, पूययुक्त, 
चीर्य at sever, ये दोष कष्टसाध्य हैं। मूत्र-मळ के समान 
गन्ध वाळा वीर्य असाध्य है। इनके अतिरिक्त शेष वीर्यदोष 
साध्य हैं ॥ ४ ॥ 

विमशः--वात्त दोष से लाळ, काळा इत्यादि वण का 
शुक्र होता है। उसी प्रकार तोदन, भेदन इत्यादि Fear 
भी वायु से होती है। वायु तो वर्णहीन है तब वह शुक्र में 
वर्ण परिवर्तन केसे करता दै? उत्तर यह है कि-वायु तो 
कुपित होकर दूष्य को दूषित करता है इसलिए दृष्य में वणे 
का परिवर्तन होता है नतु वायु में । पित्त से दूपित शुक्र में 
पीछे, नीले इत्यादि रग आते हैं भौर ओप, चोप इत्यादि 
अनेक प्रकार की वेदना भी पित्त से दूषित शुक्र में होती है। 
कफ से दूषित शुक्र में श्वेतवर्ण भौर कण्डू भादि वेदना होती 
है। रक्त से दूषित शुक्र शवगन्धि और प्रमाण में भधिक 
होता दै। कफ और वायु से दूषित शुक्र याँठदार होता है । 
पित्त भौर कफ से दूषित शुक्र सड़ी हुई गन्ध वाला और 
पूय के समान रहता हे । पित्त और वायु से दूषित शुक्र 
क्षीण और वेदनायुक्त होता दै। सन्निपात से सूत्र और पुरीष 
गन्ध वाळा होता है। उनमें शव के गन्ध वाळा, गांठदार, 
सडी हुई गन्ध वाळा और पूयथुक्त तथा क्षीण शुक्र कष्ट 
साध्य होता है | चिकित्सा करने पर भी अच्छा न होने वाळा 
वीरय, qa और मल के गन्ध चाला होता है। इनके अतिरिक्त 
वात, पित्त भौर कफ से दूषित वीर्य साध्य रहता है । 

आर्चवमपि त्रिभिर्दोषैः शोणितचतुर्थैः gears: 

समस्तैश्चोपसष्टमनीजं भवति; तदपि दोषबर्ण- 
वेदनाऽऽदिभिर्वि्ञेयम्‌ | तेषु कुणपप्रन्थि पूति-पूय- 
क्षीण-मूत्र-पुरीषभ्रकाशमसाध्यं साध्यमन्यन्वेति ॥ ५ ॥ 

anda की साध्यासाध्यता-भात्तंव भी तीनों दोषों से तीन 
प्रकार का, रक दोप से चतुथं प्रकार का, FRAG वातकफ, 
वातपित्त और पित्त कफ से तथा त्रिदोप से युक्त प्रजोत्पादन 
में योग्य नहीं होता है । उनकी परीक्षा Pat के वर्ण से तथा 
वेदनाओं से करनी चाहिये । इन eval के प्रकारों में से 
कुणपगन्धि, न्थ, पूति, पूय, चीण तथा मूत्र और मळ के 
गन्धों से युक्त आत्तंव असाध्य समझना चाहिये। इनके 
अतिरिक्त शेष साध्य समझना चाहिये ॥ ५॥ 

विमशः--भार्तवों का और शुक्र का साम्य होने से, शुक्र के 
समान ada के भी दोष समझना चाहिये । इसमें भो शुक्र 
की तरह साध्यासाध्यता होती है। शुक्र और भार्तवों के विकार 
कष्टसाध्य, असाध्य या साध्य होते हैं, किन्तु वे याप्य नहीं 


१० 


सुश्रुतसंद्दिता 


~ 


होते। व्याधि के स्वभाव के कारण ऐसा होता हे । waa 
चय के लक्षण यथोचितकाळादशंनमरपता चा योनिवेद्ना a 
ऐसे हैं। उसमें योग्य काळ में onda नहीं आता हे या आने 
पर भी उसकी मात्रा कम रहती हे और योनि में पीड़ा 
होती है। 


भवन्ति चात्र अयत 

तेष्वाद्यान्‌ शुक्रदोपांचीन्‌ रुनेहरुवेदादिभिजेयेत्‌ | 
क्रियाविशेपेमतिमांस्तथा चोत्तरबस्तिभिः॥ ६॥ 

इनसे से पहले तीन शुक्रदोष स्नेहन, स्वेदन, चमन, 
विरेचन भौर निरूह तथा अनुवासन वस्तिओं से, विशेष 
क्रियाओं के द्वारा तथा उत्तरवस्तिओं से शुक्रदोपों को 
जीतना चाहिये ॥ ६॥ 

विमशः--जो साध्य शुक्र दोप हैं उनको पञ्चकम द्वारा 
हितकर, वाजीकरण ओपधियों से, रक्तपित्त प्रयोगों से, जीव 
नीयघृत, च्यवनप्राश, शिळाजतु आदि के प्रयोगों से इरण करना 
चाहिये । वातिक शुक्रदोप में निरूह और अनुवासन उपयुक्त 
eas दोपयुक्त शुक्र में अभयामळक रसायन हितकर 
हे। उसी प्रकार कफ से दूषित शुक्र में त्रिफळा रसायन उत्तम 
है। इसके अतिरिक्त उत्तरवस्ति का प्राधान्य होने से उसका 
अलग निर्देश किया है। वह भी शुक्रदोपों में उपयुक्त है । 
waft पञ्चकर्म में यस्ति का विधान है तो भी उत्तरवस्ति 


का चिकित्सा में प्राधान्य बताने के लिए स्वतन्त्र नाम निर्देश 
fear? | 


पाययेत्तु नरं सपिर्भिपक्‌ कुणपरेतसि | 
घातकीपुष्पखद्रिदाडिमाजुंनसाधितम्‌ | 
पाययेदथवा सर्पि. शालसारादिसाधितम्‌ ॥ ७ ॥ 


gras वीयं की चिकित्सा-वद्य gal की गन्ध वाळे 


वीर्य के लिये धाय के फूल, खैर को Br, अनार और 


अजन की छाल द्वारा साधित या शालसारादिगण से 
साधित घी का प्रयोग करे ॥ ७॥ 
विमशः--अध चीये के कष्टसाध्य विकारों पर उपाय 
यताते ई--प्रथम शव की गन्ध वाढा चीयं टीक करने के 
fea धाय के फूळ से, खेर की लकडी से और अनार तथा 
अजुन की छाल से सिद्ध किया हुआ घृत लेना चाहिये! इस 
घृत में १ सेर करक, चार सेर घी और सोलह सेर जळ रहना 
चाहिये। मात्रा में यह घी आधा तोळा रहना चाहिये । 
दूसरा घृत शाळसारादि गण से सिद्ध किया हुआ लेना 
चाहिये । यहाँ गण के नाम का निर्देश किया है, इसलिये 
यही गण घृत बनाते समय छाथ और कर्क दोनों में dar 
चाहिये। यह घी बनाने के लिये meq द्रव्य ८ सेर, जळ 
६४ मेर, अवशिष्ट १६ सेर कपाय, ओपधि eee १ सेर, जल 
१६ सेर और ४ सेर घृत लेकर घी शेप रहने तक पकाना और 
जप फॅन की शान्ति हो तब और मध्यम पाक होने पर 
निकाल लेना 'चाहिये । इस इत की भी मात्रा छुः मासे 
समत्तनी चाहिये । 
म्न्थिभूते शटीसिद्धं पालाशे चापि भस्मनि ॥5॥ 
अन्थिभून शुक्र at निकित्मा-अन्यिभूत वीर्य में दारी 
( कसूर ) या पाठमेद से भरमसित्‌ अर्थात्‌ पापाणमेद से घी 


बनाकर या पळाइाचार से घी बनाना चाहिये ( “वाटीलिदध' 
की जगह “भश्ममित्सिद्धम! पाठान्तर हे । ) ॥ ८ ॥ 

विमञ्ः-कचूर या पापाणसेद से बनाये जाने वाळे ga 
में करक और छाथ दोनों देना चाहिये और पळाश षार में 
केवळ भस्मोदक दिया जाता हे । 


परूपकवटादिभ्यां पूयप्रण्ये च साधितम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूयदोप युक्त शुक्र की चिकित्सा--परूपक गण से ak 
वटादि गण से साघित घृत पूयाख्य शुक्रदोपमें देना चाहिये॥ 
विमश-पूय के समान निकळने वाळा शुक्र ठीक करने 
के लिये परूपकादिगण और वटादि गण से सिद्ध किया हुआ 
घृत देना चाहिये । घृत चनाने के लिये दोनों गणो का करक 
और काढ़ा का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि यहां-गणों का 
निर्देश 'भादिः पदसे किया है। परूपकादि गण में आठ 
औषधियां हैं। वे ये हं-१ परूपक ( फालसा), २ द्वात्षा 
( काळी सुनक्का ), ३ कट्‌फळ (कायफळ), ४ दाडिम (अनार) 
५ राजादन ( खिरनी ), ६ कतकफल (निमंळी), ७ शाइफल 
( सागवान का फळ ) और “त्रिफळा? परूपकादि गण, सुश्रुत 
सूत्रस्थान ३८ब अध्याय में दिया है यथा परूपक-द्राचा- 
क्ट्फछ दाडिम राजादन कका फल दाकफळानि त्रिफळा 
चेति । चटादि गण में २४ भौपधियाँ हैं । वे १ न्यग्रोध (वट), 
२ उदुम्बर ( गूलर ), ३ अश्वत्थ ( पीपल ), eae (पाकर), 
५ मधुक (geet), ६ कपीतन ( आम्रातक), ७ कुकुभ 
( भुन ), ¢ आम्र, ९ कोशाम्र, १० 'चोरकपत्र (ara वृक्ष ), 
१३ जम्वूद्रय (जामुन और राजजासुन ), १२ प्रियाल 
( चिरोंजी ), १९ मधूक ( महुवा ), १४ रोहिणी (कट्‌फळा), 
१५ Bee ( वेत ), १६ waza ( कदम ), १७ वद्री ( वेर ), 
१८ तिन्दुकी (Gg), १९ सल्लकी (सळाई-सर्ज aq), 
२० रोध Cater), २१ सावर रोध ( शावर dh), २२ 
भल्लातक ( मिळावा ), २३ पछाश ( ढाक) और २४ नन्दी" 
उण । ag भी गण सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वें अध्याय में 
दिया है। 
प्रागुक्तं TAT यश्च तत्‌ कायं क्षीणरेतसि ।। १० ॥ 
क्षीणरेतस की चिकित्सा--चीर्यं क्षीण रहने पर स्वयोनिं 
वर्धन दृष्य से सूत्रस्थान के दोपादिविज्ञानीय नामक अध्याय 
में लिखे हुए और चिकित्सा स्थान के “च्ीणवळीय? नामक 
२६ वें अध्याय में कहे जाने वाले कार्य करना चाहिये ॥१०॥॥ 
विमर्शः--शुक् छण रहने पर शुक्र बढाने वाले wat का 
उपयोग करना चाहिये । उसी प्रकार वाजीकरण प्रयोग करके 
शुक्र की वृद्धि करना चाहिये, उसके प्रयोग चिकित्सा स्थान 
में चीणवळीयवाजीकरणचिकिस्तित अध्याय में दिये हैं। वे 
प्रशस्त गुण वाले हैं और अमोघ वीर्यवर्धक है । 
बिटप्रभे पाययेत्‌ सिद्धं चित्रकोशीरहिद्दुभिः ॥ ११ ॥ 
( स्नेहादिश्व कमः कार्यः पट्स्वेतासु विजानता- 
इत्यधिकः कचिढुपलभ्यते पाठः | ) 


पुरीपगन्धि शुक्र चिकित्सा-घुरीषगन्धि शुक्र में चित्रक, 
खस भीर हींग से घनाया हुआ घी प्रयोग करना चाहिये । 
शेप पाठ का अर्थ--ऊपर2निर्दिष्ट छुः शुकविकारों में खेन, 
स्वेदन, वमन, विरेचनादि क्रम रखना चाहिये ॥ ११॥ 


* 
Baa: ॐ | 


TTT et atta atlas a PIII III Dr 


we और नत्र वाचक दे 


> = = iA 
यदि दुरी यान्वि और gene वीर्ये असाध्य साचा गया 
a मी झळ कौर मूत्र का ge cans डोने से 


उसका frets करने क टिप उपा निर्दिष्ट घृत बतावा 

क्योंकि sory गोग साध्य नही हो सकता दे! अधिक पाड 
aa स्वेदन्यदि बताया डे । यहां 
मच दौर मूत्र गन्व वारे ऐसा अर्थ निकाळने 


2, = = an = 
Sil कलुवालन BZ DAW Asi al देने क बाद डचर- 
बस देरा चादिवि 15२ 


fe 


Cy 
शुक्र बह सन्य an यह Fat गुर 
बाला दरोने से स्वेदन का विधान 


सत्रगन्बि, दे हैं । सब शुक्र दोय लेने खे 


warn शुक्रदोपांत्रीद तदून्वेदादिनिजरत! इस उच्छि के 
साय विरोध होगा। कत पर्व तीनों दोषा से व्या शुक्र के 


शुक्र दोषो का सम्बन्ध 
सिञ्च द्वारा कौर frat 


— ha < चरा ~~. a 4 
टना चक द 1 उचरबॉसव Sea का 
ओनिमाग से दी जानी < 
का aKa स दा ऊाया ZI 
sateen द्रव fad मघरं मधगन्बि च 
Vea FF किव मधुर सदुगानव च | 
अकछमिच्छन्ति क्विचत ठलळ्रीट्रनिमं ER न्यावी तशा | 73 
झुळानच्छान्त कचित वलक्राद्रानस तया ॥ 22 ॥ 


शद भुकका 
Fava ( दिकना ), मीठा 
शुक्र दाना दे WAT Gaz 
1274 डे नाच f= “त = at 
विमराश-शुद्ध शुक्र का SIN इसी जगद वताने का 
होगा fe ग्रेड 
Waa ry qe FE 
समर्था न safe’ इस वाक्य में 
निराकरण करना चादिये। चह बताने के बाद सद झुक 
7 अमरी हो जाना दे, इसळिये उसका can दिया दै! 
छत में Bae, देवत्व (liquid in from), 
दिया दे। मडरव्व की परीचा 


4 


aai— tales के 
mt 4 


“AL Sainte रू अपर 42 


शारीरस्थानम्‌ 


~~~ 
DP I DPI Pp wh 


११ 


mPa अन्द दव्य से होती है। कदा भी है ‘asda ह 
संयुक्त स तीच्गळवणो रस" 1 args सजतेडत्यय dena 
fgafat मादुर्बांच्छिममाझोचि वद्विरद्विरिवाष्छुनः 17 वदत 
से आचार्या क मत से शुद शुक्र वेळ और मडक वर्ग का 
हाता zl sage तीन प्रकार के नर्तो का समन्वय परिणामों 
से स्पष्ट होगा ! सफेद शुक्र का परिणाम गौरवर्ण की dara 
के लिये है, वेळ वर्ज के शुक्र से काळा रह होता ठै, धथा— 
‘aa शुक are Baers वा गर्भम्य गौरत्वं, तेळामे 
कुणास; Weald ब्यामत्वन? | Seren, क मतानुसार 
ae का san — aq सौरये, fad, गुर, झुक, wana, 
fast, set, घृनतलन्नौद्ान्यतमवर्ण च at 


निज्ञप्रकार से 2:—fara ad पिच्छिळ च aati चात्रिदादि 
च va: gé विज्ञानीयाच्दवेत स्घथटिकसब्रिमम ॥ thea 
अन्यां म SIS वणन ऐसा इ~ The semen is liquid in 
form, viscid, neutral in reartion or alkaline, The 
cdour of if though compared With other things stil 
it Ene own peculiar smell इसका अमित्राय यह दे कि 
ain figs रद्दता दे, पतला होता हे, ania प्रतिक्रिया 
या fafa होता है। टसकी neg स्वतन्त्र होती दे जिसका 
अनुभव उसकी गन्बसे दी होता दे । जिसकी तुळ्ना दूसरी 
आजम नहीं की जा सकती दै 
विधिमुत्तरवस्त्यन्त छगेदातवचुद्धवे ॥ १४॥ 
ares चित्रित्मा-क्षाक्तत शुद्धि क छिए उत्तरवग्ति तक 
चिकित्सा करनी चादित्रे ae या 
fratt—aresafe क व्यि भी शुक्रछढि क समान 
ara वमन'विरेचनादि पञ्चकम करना चादिये। जिस 
प्रकार का दोष हो उस प्रकार का पद्चकर्मो में से कर्म करना 
चाहिये किन्तु उत्तरवस्ति सब प्रकार के आर्चव दोषों में 
देना चादिय्रे। उसी प्रकार वातदर द्वव्य मिलाकर उनका 
छाय बनाकर निरूद्ववस्ति और स्नेह मिळाकर fava वस्ति 
देना चाहिये t 
aot स्नेद्मदियुक्तानां चतस्चष्वाचेवार्तिघु | 
छर्वोत्कल्कान पिचश्वापि पथ्चान्याचमनानि च॥१५। 
स्नेहन स्वेदनादिकों से शुद्ध की हुई ख्रियोंकी योनि 
fra, कफ और रक्त से दूषित raat की पीड़ा के 


fsx कदक गले, पिचु ( ७८५०९) चारण करे और दोषो के 
ages ast प्रच्चाळनाँ (Lotions) का उपयोग करना 
आादिय ts 


विमदा-थर्दा आतव sez से द्धी अर्थापत्ति से खिया का 
ग्रहृण होता दै दो मी fate निर्देश इसलिये क्रिया दै 
कि यतदियों का बोघ हो । कुगपगन्बि और sores रक्त 
से उत्पन्न दोनेवाळे शुक्रदोष पुरुषों में बताये दें, उसी प्रकार 
रछ से टव्पत्न होने वाळा Saas का TET इस नगढ 


नहीं कर सकते हैं क्योकि sauna असाध्य star 


इसलिये axqua से aaa anes है! करका वयन 
चोनिव्यापत में दिया दे । 


अन्यिभूते पिवेत पाठां Spr gaze च ॥ १611 
चर्विमूद sett चिद्रित्वा-अन्यिद्युक आचत में पढ़ा, 


RR २ 


ञ्यूषण-सोंठ, 
छाथ पीना चाहिये ॥ १६॥ 
विमश -यहाँ छाथ्य द्रब्य दो तोळा, जळ alee गुणा 
और अवशिष्ट आठ तोळा रहने पर उतार कर पिलाना चाहिये॥ 
ुर्गन्विपूयसङ्काशे मञ्ञतुल्ये तथा55त्तवे | 
ww be ~ 
पिवेद्भद्रश्रियः काथं चन्द्नक्ाथमेव च ॥ १७॥ 
gig युक्त आतंव के लिये--दुर्गन्‍्धयुक्त, प्तिगन्धवाला, 
मक्षा के समान च्व होने पर सफेद चन्दन या रक्तचन्दन 
का कपाय Sat चाहिये ॥ १७॥ 
विमदा-यहाँ “तथा? पदसे मूत्र पुरीष का गन्ध समश्चना 
चाहिये । 'भटरश्रिय” यहाँ 'भद्रश्रियं' ऐसा भी पाठहे। 
भद्रश्री का अर्थ “गोपीचन्दन? ऐसा महाराष्ट्र भाषा में होता 
है । वह यहाँ अमिग्रेत नहीं है। वह तो केवळ सफेद वर्ण का 
वैप्गवपन्यीय लोगो के चन्दन के fet द्वोता है। उसमें 
दुर्गन्ध हरण करने की ताकत नहीं होती दै । 
शुक्रदोपहराणां च यथास्वमवचारणम्‌ | 
दोषाणां आुद्धिकरणं शोषास्त्रप्याततेबात्तिषु ॥ 
अन्ने शालियवं मद्यं हित मास च पित्तलम्‌ ॥ १८॥ 
वातादिदुष्ट आत्तर्वो की विकित्ता-शुक्र दोप हरण करने 
चाळी ओधधियों का भात्तव दोषों में भी प्रयोग करना चाहिये । 
इसमें शालिधान्य, जौ, मद्य, मांस तया पित्तवर्घक हितकर हैं॥ 
विमर्शः--आात्त॑व के दोषों का शुक्र दोषों के समान Sea 
स्वेदादिकॉ द्वारा निराकरण करना चाहिये । “दोषाणाम्‌? इस 
जगह 'योगाना? भी पाठ है। वे योग रसायन, वाजीकरण 
इत्यादि मूत्रदोप प्रतिपेघके लिये fee हुये समझना चाहिये। 
शशासकृप्रतिमं यत्तु यहा लाक्षारसोपमम्‌ | 
तदात्तंवं प्रशासन्ति यद्दासो न विरक्षयेत्‌ ॥ १६ UI 
( 'यद्वा5प्सु न विरज्यते? पाठभेदः | ) 
शुद्ध आव ना ल्क्षण--आत्तव-दोप-निराकरण विधि 
बताने के बाद शुद्ध आत्तंव का लक्षण वताते हैं--शुद्ध anda 
खरगोश के रक्त क समान काला सा लाळ होता दे या sre 
रस क तुद्य होता हे । इसी प्रकार जिसको धोने से कपड़ा 
पर दाग न रहे ऐसा awa प्रशंसनीय होता दे । पाठ Az 
के अनुसार-जो पानी में ge न सके ॥ १९॥ 
विमर्शं --आधुनिक दृष्टि से २८ दिन के वाढ ma गर्मा- 
दाय से निकळने वाला रक्तस्राव 'आत्तंच' होता है। यह प्रायः 
४ से ८ दिन तक भी रहता है। इसकी मात्रा ४ ( चार ) से 
१० ( दस ) dig भी होती है। अर्थात्‌ १० तोला से लेकर 
२५ तोला तक होता है। यह आयु के वारह ad या उसके 
उपरान्त आरम्भ होता है 1 और ४० या ४८ साळ तक 
हे fg सगर्भावस्था में और दुग्धपानावस्था सें az 
रहता है । वृद्ध वाग्भट ने लिखा है f—endd पुनः शशरू- 
घिरलाक्षारसोपम घौतं च विरज्यमानं शुद्धमाहु? इनका मत 
सुश्चत क मत से मिळता दे। व्यवहार में दोनों अकार के 
आचत्तंव मिलते हैं।प्रथम जो कपडा में ल्या धोने से छूट सके । 
जसे शुक्र का घव्या नहीं छूटता है उसी प्रकार आर्तव का भी 
sea नहीं छटना चाहिये | चरकसहिता में इसका उहापोह 
किया ही नहीं । उनके मत के अनुसार--'गुजाफळसवण च 


सुश्रुतसंहिता 


I SR Rc SS 0 OOOO TOTS ETSI 
@e 
मरिच और पीपल तथा gee (मोखा) इनका | पद्माठक्तकसन्निभस्र्‌ । इन्द्रगोपकसद्वाशमात्तवं शुद्धमेव तत्‌ ॥ 


मासान्निप्पिच्छदादार्सि पत्चराश्रानुवन्थि al नेवातिबहुला- 
त्यश्‍पमाद्तचं शुद्धमादिवोत्‌? ॥ ae लकण दे। अर्थात्‌ जो 
gene ( घुघुची ), लाळ कमळ या अछता ( लाक्षारस ) 
aaa वीरवहूदी के समान वर्ण चाळा हो उसे “शुद्ध area’ 
समझना चाहिये। और महीने क बाद निकलने वाला, 
पिच्छिलता से रहित, जलन और पीड़ा से शून्य, पाँच दिन 
रहने वाळा तथा जो परिमाण में भत्यधिऊ और अतिन्यून a 
हो उसे शुद्ध समझना चाहिये आव काल समाप्त होने के 
बाद खीढिग्व शुक्र-कीटाणु के साथ मिलने के लिये उत्सुक 
होता हे। इसीलिये यह काळ गर्भाधान के लिये योग्य 


माना गया है । 


तदेवातिप्रसङ्गेच  प्रवृत्तमनतावषि । 
अस्गृग्द्रं बिजञानीयादतोऽन्यद्रक्तलश्चणात्‌॥ २० | 


असुग्दर का लक्षण-चही आर्तव अतिमेथुन के कारण, 
ऋतुकाल से भिन्न समय में होने वाळा और उक्त भात्तव से 
faa लक्षण वाला होने से 'अस्‌ग्द्रः या 'रक्तप्रदर' कहा 
जाता हे ॥ २०॥ 
विम्शः~'अतोऽन्पद्रक्छइणाव? इस जगह उक्त छक्षण- 
रचितम्‌? ऐसा पाठ है । इसका अर्थ “शश्चासुकप्रतिमम्‌' इस 
प्रकार का लक्षण चाहिये न कि रक्तपित्त के गुण वाटा। 
प्राय' रक्तपित्त और अछग्दर ये दोनों विकार एक दूसरे से 
भ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं। 'अतिप्रसङ्गेन? इसका अथ- 
‘aga समय तक, अत्यधिक मात्रा में' ऐसा भी होना दै। 
कम मात्रा में होने वाळा आर्त्तंव यदि ऋतुमिन्न काळ में आवे 
तो भी उसे 'अस्‌ग्द्र' cana चाहिये न कि रक्तपित्त । 
रक्तपित्त और असृग्द्र का भेदः 
अखुग्द्र- रक्त पित्त- 
१ नियत क्रम से भानेचाला । १ अनियत क्रमसे आने वाला! 
२ योनिमार्गसे ही आता है। २ गुदामार्ग और yaa से 
भी आता है । 
३ दुर्गन्ध युक्त 1 
४ इन्द्रगोपकसङ्कादा । ४ नीळा, पीछा, इरे चर्ण का! 
५ कम दिन रहने चाळा । ५ बहुत दिन रहने वाळा । 
६ अधिक पतला भी नहीं जर ६ गाढ़ा न होने वाळा । 
ज्यादा गाढा भी नहीं । 
७ पिपीलिका और मत्तिकाओं ७ पिपीलिका और मकिखियों 
को प्रिय । को अप्रिय । 
अरुग्द्रो भवेत्‌ सर्वः साङ्गमद्‌ः सवेदनः | 
तस्यातिवृत्तो दौवेल्यं श्रमो मूच्छो तमस्दृपा 
( मदस्तृपा 'पा०? ) 
दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥२१॥ 
असुग्दर का ठक्षण--सम्पूर्ण रक्तप्रदुर में भङ्ग में पीड़ा और 
वेदना होती है। उसी के भधिक बढ़ने पर दुर्बलता, अम, 
मूर्च्छां (15-आंखें के सामने अघेरा), तम, तृपा (प्यास), बदन 
में उप्गता का अनुभव, प्रलाप, पाण्डुता (Anaemia), तन्द्रा 
और वात के दूसरे विकार ( वातज रोग ) उत्पन्न होते हैं ॥ 
विमाः-यहां सामान्य रक्तप्रदर के और अतिवृद्ध रक्त- 


३ गन्ध रहित । 


अध्याय' २] 


शारीरस्थानम्‌ 


१३ 


SOROS SRR 


प्रदर के aq बताये हैं। तन्द्रा-यह निद्रा का मेद दै- 
"निद्गात्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌?! वातज रोग 
aray आदि समझना चाहिये। असग्दर की अधिक वृद्धि 
होने से तीनों दोषों का सम्बन्ध दिखाई देता है परन्तु 
सामान्य असृग्द्र में केवळ एक ही दोष का वर्णन दे । 
तरुण्या हितसविन्यास्तमल्पोपद्रवं भिषक्‌ | 
रक्तपित्तविधानेन यथातत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अव्पोपदुत teat की चिकित्त।- हितकर आहार-विहार 
का सेवन करने वाळी, तरुणी, थोड़े उपद्रव वाळी खरी st 
रक्तपित्त की चिकिव्साविधि से यथावत्‌ ओपधि दे ॥ २२॥ 
विमर्श, आदु में न तो बाला रहे न प्रौढा और न बृद्धा 
हो किन्तु पोढदावपं से ३० वर्ष की हो तथा उसका आाहार- 
विहार रोग को बढ़ाने चाळा न होता हो, प्रदर क लक्षण 
बढ़े हुये न हों तो, रक्तपित्त में जो हितकर भाहार-विहार 
हों उन्हे कराकर चिकित्सा करनी चाहिये। रक्षपित् के 
विकार में वासा (अडूला का प्रयोग करना घाहिये। 
यथा-*वासाया विद्यमानत्व आश्ञाया जीवितस्य at रक्तपित्ती 
sat कासी किमर्थमवसीदति” । 
दोपेरावृतमार्गत्वादात्ततं नश्यति fern | 
तत्र मत्स्यक्कुलत्याम्लतिलमापसुरा हिताः | 
पाने मृत्रमुदखिच्य दधि छुक्तं च भोजने ॥ २३॥ 
नष्टार्च का कारण और चिकित्सा--ज्व चात और कफ 
दोषो से आर्तचवाहिनी शिराओं का मार्ग रुक जाय तो 
apa होता दै। उसके fet भोजनार्थ मछली, sex, 
खट्टे पदार्थ, घिल, उड़द, मद्य, गोमूत्र, छाछ, दही और 
विरका देना चाहिये 1 २३ ॥ 
विमर्शाः-यहाँ “दोय ? पद से चात भोर कफ या BEA 
से सम्बन्ध दे । पित्त का सम्बन्ध होने से ada की अति 
प्रवृत्ति होती है । मत्स्य, कुलत्थ इत्यादि पदार्थं भी वात 
और कफ-दोपहर हैँ। वे पित्तदोष का हरण नहीं करते! 
इससे भी यद्द fie होता है कि नष्टात्तंव के लिये वात और 
कफ ये ही दो दोष कारण Hast उदश्वित्‌ (gg) में 
evar पानी दही में मिळाया हुआ रहता है । “नश्यतिः ऐसा 
कहने से ‘ana fers नष्ट हो जाता हे ऐसा नहीं 
fieg निकलता हुआ दीखता नहीं? इतना ही उसका 
अभिप्राय है | 
a ~ 
श्रीणं प्रागीरितं रक्तं सलक्षणचिकिस्सितम्‌ | 
तथाऽप्यत्र विधातव्यं विधानं नष्टरक्तवत्‌ ॥ २४ ॥ 
क्षीगाचंव दी चिकित्सा--क्ीणार्चव के छच्वण तथा चिकित्सा 
पूर्व ( सूत्रस्थान-दोपधातुमळक्षयवरद्धिविज्ञानीय अध्याय ) में 
दिया है । तथापि नशत्तंव के सददद चिकित्सा करनी चाहिये॥ 
विमर्वाः--दीणाचंत्र के निन लक्षण होते | और उसकी 
चिकित्सा भी दी जाती है-'आर्चवछये यथोवितकाला 
दर्शनमरपता वा योनिवेदना ai तत्र संश्योधनमाझेयानाञ्च 
द्रव्याणां विधिवदुपयोग 1? जआात्तंव का चय होने से योस्य 
काळ में आर्चव का दर्शन नहीं होता है या कम sa होता 
ह और योनि में वेदना होती है। उस समय संशोधन और 
ania द्वव्यों का विधिपूर्वक उपयोग करना हितकर दे । 


UGE: शुद्धात्तवा च ॥ २४ Il 

इस प्रकार शुद्ध शक और शुद्ध आत्तंव होता है ॥ २५॥ 

विमशः-यहाँ gaia च' sak बाद "मवति? का 
अध्याहार करना चाहिये इस प्रकार के पुरुष और खी 
प्रजोत्पादन के लिये समर्थ होते हैं। जेले--उत्तम चेत्र और 
बीज अनुकूछ ऋतु श्रीर जळ के सम्पर्क से age उत्पन्न 
करते हैं । उसी प्रकार शुद्ध शुक्र वाळा पुरुष और शुद्ध ada 
वाली स्त्री उत्तम सन्तान उरपन्न कर सकती है । 

ऋनी प्रथमदिवसात्‌ sa ब्रह्मचारिणी 
दिचास्वप्नाञ्जनाश्रुपातस्रानानुलेपनाभ्यङ्गनखच्छेदन- 
ग्रवावनदसनकथनातिशाव्दश्रत्रणाबलेखनानिलायासान्‌ 
परिहरेत्‌ | किं कारणं ? दिवा स्त्रपन्त्या’ स्वापशीलः; 
अञ्जनादन्धः, रोदनाद्विकृतदष्टि, ख्नानातुलेपनाद्‌ 
ठु खशीलः, तलाभ्यङ्गात्‌ कुछी, नखापकत्तेनात्‌ कुनखी, 
प्रधावनाधञ्चलः, इसनाच्छःयावदन्तौछतालुजिह्', 
प्रलापी चातिकथनादू, अतिशब्दश्रवणाद्वधिर.; अव- 
लेखनात खलति , मारुतायाससेवनाहुन्मत्तो गर्भो 
भवतीत्येवमेतान्‌ परिहरेन ॥ २६॥ 

ऋतुकाल में वर्ज्य -ऋनुकाळ में पहले दिन से ही 
ब्रह्मचारिणी होकर, दिन में सोना, आंख में अञ्जन करना, 
रोना, खान, चन्दन आदि का शरीर पर अनुलेपन, तेल का 
अभ्यङ्ग, नखों का काटना, दौड़ना, हँसना, बोलना, aga 
ऊँचे शब्द का सुनना, अवलेखन ( सिर में कंघी करना ), 
वायुसेवन करना इत्यादि कर्मा को त्याग देना चाहिये । 
क्योंकि दिनमें सोने से वच्चा निद्वाल, अजन करने से भन्धा, 
रोने से विकृतदृष्टि चाळा, ज्ञान या उबटन करने से दुखी, 
तेळमदुंन से कोढी, नखों को कारने से gt नखवाला, दौड़ने 
से वच्चा चळ होता है! हसने से दांत, ओष्ट, arg और 
जिह्वा ये सब काळे होते हैं, अधिक बोलने से वच्चा asad 
होता दै, उच्च शब्द सुनने से वधिर, केंशसमार्जन से खरवाट 
(ast), वायु सेवन और परिश्रम से गर्भस्थित बालक 
उन्मत्त होता है। इसलिये उपरिनिर्दि बातें छोड देनी 
चाहिये ॥ २६ ॥ 

विमर्श --ऋतुकाल गर्भधारण योग्य काळ को कहते हैं। 
वृद्ध वाग्भट ने लिखा है fe—age दृष्टात्तवों द्वादशरात्र 
भवति, पोढदारात्रतित्यन्ये । शुद्धयोनिगर्भावायार्तवाया 
मासमपि के चित्‌ । तद्वददष्टात्तंचोऽप्यस्तीव्यपरे? ऋतुकाळ 
आर्चच के दाद वारह दिन का होता है। किसी के मत में 
(१६) सोल्ह दिन दै। कोई कहते हैं कि-योनि, गर्भाशय 
और आतव शुद्ध हो तो एक महीने तक भी हो सकता है । 
उसी प्रकार कतिपय स्थितियों में अदृष्ट nda होने को भी 
ऋतुकाल मानते हैं । 

€ 
दर्भसस्तरशायिनीं करतलडारावपणीन्यतमभो- 
तिष्यं e € aw 

जिनीं विष्यं, sad च we: त्‌ । ततः झुद्ध- 
खातां चतुर्यऽहन्यहतवासां समलद्कृततां कृतमङ्गल- 
स्वस्तिवाचनां wart दर्शायेत्त ॥ २७ ॥ 

ऋदुकाळ के नियम दुम (ea) के बिछोने पर सोने 


१४ 


Pr aa A ac 


चाळी, हाथ, WA या पत्तों पर हविष्याज्ञ भोजन करने 
चाळी खी को तीन दिन तक पति से अछग रखना चाहिये । 
तरपञ्चात्‌ चौथे दिन रान द्वारा शुद्ध होकर अच्छे कपडे 
पहिना कर; भाभूपणादि द्वारा विभूषित तथा मद्गलपाठ 
और स्वरितवाचन कराकर पति का दहन कराना चाहिये ॥ 

विमश्ञा--चारपाई पर न सोवे तथा घी, दूध और भात 
का सेवन करे! वाद शुद्धा याने पुराना शोणित निकलने 
के चाद स्नान किये हुई ऐसी खी को पति का दशन 
कराना चाहिये। कहा भी है--नवे ऋती ( तनौ 'पा०) 
व्य सक्षाते वियते जीर्णशोणिते। नारी भवति संशुद्धा gar 
qari तदा' इति | 


तत कस्य हेतोः ? 
पूर्व पश्ये्तुस्ताता यादृशं नरमङ्गना | 
तादृशं जनयेत पुत्रं भत्तोरं दर्शयेदतः ॥ २८ ॥ 
इम प्रहार करने का फल--पहिले पति का दर्शन कराना 
चाहिये पेसा कया ऋतुखाता खी प्रथम जिस प्रकार के पुरुष 
को देखेगी यैसे ही सन्तान को अन्म देती हे इसलिये पहले 
उसे पति का ही दशेन कराना चाहिये ॥ २८॥ 
विमशः-इस शोक में पति ही पतिता खरी का आराध्य 
देव होता हे । इसलिये उसकी भी इच्छा पतिदर्शन के लिये 
रहती हे, भौर पति के गुणावगुण खी को प्यारे रहने से 
उप्ती प्रकार की सन्तान की इच्छा उसके हृदय में रहती है, 
अत्तः उसके ही पति का दर्शन करवाना 'चाहिये । 
ततो विधानं पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌ | 
कर्मान्ते च क्रमं ह्येनमारभेत विचक्षणः ॥ २६ ॥ 
तत्पश्चा सन्तान के लिये हितकर कमं करे--इसके वाद 
उपाध्याय से पुत्र के fet हितकर कमं करना चाहिये। 
और उस कार्य वी समाप्ति होने के उपरान्त निन्नछिखित 
कार्य पति को करना चाहिये ॥ २९॥ 
विमशं--पतिदरांन के अनन्तर उपाध्याय से पुत्र संता- 
नोरपत्ति के लिये मङ्गळपाठ, स्वस्तिवाचन, यज्ञकमें इत्यादि 
कराना चाहिये। पुन्रीयविधान निम्न लिखित प्रकार से होता 
हैः--यदि यजमान बाह्मण होतो उसे सफेद और भब्यद्ग 
कपड़ा पहनाकर सगचमं पर चेटावे, राजा हो तो व्याघ्र के 
वर्म पर Fad, वेश्य को रु के चर्म पर और शूद्ध हो तो 
बकरे के आसन पर वेठावे। चार हाथ का श्यण्डिळ ( aq 
तरा ) बनाकर गोवर से लीपे, उसपर कुदा से उल्लेखन करे, 
स्थण्डिळ के चारो ओर वास के काष्ठ को Gerd, दक्षिण की 
भोर ब्रह्मा की स्थापना करे, श्वेत पुष्प, गन्ध, बलियों से 
पूजा करे, uff छावे, पळा की समिधा से aff का 
संस्कार करे, अभि के सामने मन्त्रौषधि से भरा हुआ जळ 
का पात्र रखे, मन में पुत्र के जन्म की आशा रखते हुए 
महाव्याहति से घी का हवन करना चाहिये। पति के साथ 
खी अनि के पश्चिम दिशा में भौर ऋत्विज के दक्षिण दिक्षा 
में वठे। इसके वाद प्रजापति को उद्देश्य करके इच्छित कार्य 
सम्पादन करने के लिये मन से पुत्रोत्पत्ति के लिये काम्य इष्टि 
का विधान करे। विष्णु दम्पति के लिए सतान दें, ब्रह्म 
उसके स्वरूप की रचना करें । तद्नम्तर स्थाळीपाक बनाकर 


तीन बार हवन करे । तध्पश्चात्‌ WAYS जळपात्र यजमान 
को देना चाहिये । पत्नी को दक्षिण पेर से प्रारम्म करते हुए 
प्रदक्षिणा करना चाहिये । ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराना 
चाहिये। पति के साथ सरो को शेपधृत का प्राशन करना 
चाहिये । प्रथम पुरुष को घी देवे तत्पश्चात्‌ खी स्वयम्‌ भव 
शिष्ट ga का पान करे । 
ततोऽपराहे पुमान्‌ मासं व्रह्मचारी afd. fara: 
सर्पिःक्षीराभ्यां शाल्योदनं सुकत्वा मासं ब्रह्मचारिणीं 
a ४ a ७ 
तेलस्निग्धां तेलमापोत्तराहारां नारीमुपेयाद्रात्री 
सामादिभिरभिविश्वास्य बिकल्प्य्रेबं चतुथ्यों sear 
म्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्रकाम ॥ ३०॥ 
हवन के वाद फा कत्तेव्य-पुत्रीयविधान करने के पश्चात्‌ 
सायंकाळ में जो पुरुष एक मास तक Amat रहा हो और 
ga द्वारा खिग्ध हुआ हो, ag दूध और घी-से शालि चावढों 
को खाकर, एक महीना से Aad Aa धारण करने वाळी 
खी को सैल से fara कराके, ae और उड़द की मात्रा 
निपर्म अधिक हो ऐसा आहार खिळा कर, साम, दाम 
इत्यादि मीटीनमीठी वाता से आश्वासन देकर, ga की इच्छा 
करने as पुरुष को चौथी, ot, भाठवीं, eat भौर 
बारहवीं रात्रि में सम्भोग करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
विमशः--पुरुष को gaa खिग्ध कराके और a को 
तेल से तदनन्तर पुरुप को घृत, दुग्ध युक्त और खरी को तेल, 
उद़द भादि मिश्रित अन्न देकर, सामान्य पुत्र-जनन काळ जो 
ऋतुकाल है उन दिनों में gaat इच्छा चाळे को ४, ६, ८, 
१०,१२ वीं रात्रि में सम्भोग करना थोर पुत्री की भाशा रखने 
वारला को ५, ७, ९, ११ वीं रात्रि में गमन करना चाहिये । 
पपूत्तरोत्तरंबिद्यादायुरारोग्यमेव च । 
प्रजासीभाग्यमेश्वर्य बलं च दिवसेषु बै ॥ ३१ ॥ 
उत्तरोत्तर की रात्रियों में गमन करने से लाभ--उक्त रात्रियों 
में सम्भोग करने पर उत्तरोत्तर आयुष्य, आरोम्य, पौरुष, प्रजा, 
सौभाग्य, dad और वळ की अधिकाधिक प्राप्ति होती हे ॥ 
विमशः--ऋतुकाल के चौथे दिन की अपेक्षा छुटी रात, 
छठी से भाठवी, आठवीं से दसवीं भौर उससे वारहवीं रात 
अच्छी होती है। इस लिये उत्तरोत्तर दिनों में खी गमन 
करना चाहिये । 
अत. परं पञ्चम्यां सप्तम्या नवम्यामेकादश्यां च 
aera: | त्रयोदशीप्रभ्रतयो निन्द्या. ॥ ३२ ॥ 
पुत्री पैदा होने के लिये दिन- पुत्री की इच्छा करने वाळे 
आदमी को पञ्चमी, सप्तमी, नवमी या एकादशी रात्रि में 
गमन करना चाहिये! । त्रयोदशी से लेकर शेष सव रान्नियों 
को निपिद्ध समझना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
चिमशंः-पुत्र के दिन से अतिरिक्त दिन पुत्री के लिये 
है । विपम ( odd ) नम्बर पुत्री के लिये और सम (even ) 
नम्बर घुत्र के लिये है । इसमें मी उत्तरोत्तर दिन शुभफलप्रद 
समझने चाहिये। दोष Gee दिन तक या किसी के मत से 
तीस दिन तक अशुभ दिन समझने चाहिये । 
|, पत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनमनायुष्य 
पुंसां भवति, यश्च तत्राधीयते गर्म: स॒ प्रसवमानो 


अध्यायः २] 


बिसुच्यते ( '्राणैः? पा० ) | ह्वितीये$प्येवं सूतिकाग्रहे 
बा, ठृतीयेऽप्येवमसम्पूणीङ्गोऽल्पायुर्वा भवति | चतुर्थ 
तु सम्पूणोङ्गो दीघीयुश्च भवति | न च प्रवर्तमाने रक्ते 
बीजं प्रविष्ट शुणकरं भवति, यथा नयां प्रतिस्रोतः 
फाविद्रव्यं प्रक्षिप्त प्रतिनिवत्तंते नोर्ध्वं गच्छति तद्ददेतद्‌ 
दर्व्यम्‌ । तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिहरेत्‌ । अतः 
परं भासाठुपेयात्‌ ॥ ३३॥ 
ऋतुमती के साथ संभोग करने से दोप'- घऋतुकाळ के चार 
दिनों में से पहले दिन में मेथुन करने से पुरुप की आयुष्य 
का नाश होता है। उसी समय यदि गर्भ रहेगा भी तो वह 
पैदा होते ही मरता है। दूसरे दिन में मेथुन करने से जन्मतः 
ही सन्तान मरता है या प्रसृतिशृह में ही अर्थात्‌ दस दिन के 
भीतर मरता है । तीषरे दिन में भी मैथुन करने से द्वितीय 
दिन के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। चौथे दिन में संभोग 
करने से बच्चा संपूर्ण भड्युक्त होकर दीर्घायु होता है। यदि 
anda होता ही रहे तो शुक्र ( बीज ) पढ़ने से भी फलप्रद 
नहीं होता हे, जैसे नदी के प्रवाह में डाला हुआ सेरने चाळा 
पदार्थ ऊपर को न जाता हुआ वापिस चला आता है। उसी 
प्रकार आर्चवस्राव वाळी स्रिया में शुक्र के कीटाणु बाहर फेके 
जाते हैं। इस लिये नियम का पालन कराते हुए at को 
भळग रखना चाहिये। तदुपरान्त भासिकधमं समाप्त होने 
पर मैथुन कर सकते हे ॥ ३३ ॥ 
विमर्दाः-तुकाळ के तीन दिनों तक मेथुन से प्रजाहानि 
होने के कारण चौथे दिन गमन करना उचित है। भनेक 
क्षियों में ona स्राव ८ दिन भी होता है। इस लिये स्राव के 
दिनों को dle कर बाद में Aga करना चाहिये। चार दिन 
के पहिले गमन करने से गर्भ रहने पर भी गर्भ का खाव 
होता हे । एक मास के वाद यदि पुनः ऋतु प्राक्तन होतो 
गर्भ रहा ऐसा समश्च कर फिर से गमन नहीं करना चाहिये | 
लढ्घगभोयाश्वेतेष्वहःसु लच्मणा-वटशुन्ग सहदेवा- 
विश्वदेवानामन्यतमां क्षीरेणाभिषुत्य akage वा बिन्दून्‌ 
दद्यादक्षिणे नासापुटे पुत्रकामाये ("वामे दुहिटका- 
माये? अधिकः पाठः कचित्पुस्तके ) न च तान्निष्ठीवेत्‌॥ 


पुत्र की इच्छा रखने वालों के लिये प्रयोग'-जव गर्भ रह 
जाय तो BAA, वटपत्र के नवीन अङ्कुर, सहदेवी ( पीत 
पुष्पा-कघी ), विश्वदेवा ( गगेरन ), इनमें से किसी एक को 
दूध के साथ पीस कर पुत्र की इच्छा वाळी खी के दाहिने 
नासापुट में तीन चार ag डालना चाहिये। वह उसे न थूके। 
कन्या की इच्छा वाळी खरी के वाम नासापुट में देना चाहिये! 

विमक्षः--ळचमणाकी परीक्षा उसके लक्षण से होती है- 
धपुन्रकाकाररक्ताइपबिन्दुभिर्छाञ्छितस्छुदा । छचमणा Ta 
जननी वस्तगन्धाकृतिभंवेत्‌? इसकी जड़ का आकार ae 
लम्बा सा होता हे। इसकी पत्ती लाळ भौर छोटे छोटे बिन्दुओं 
से व्याप्त रहती है। बकरी के अंग की गनध सद्या इसकी 
गन्ध होती हे। इस प्रकार वनस्पति की परीक्षा कराके, फल- 
पुष्प वाळी छचमणा को शरद्‌ ऋतु में शनिवार के दिन रात 
के आखीर समय के काळ में वनस्पति के चारों ओर खैर की 


शारीरस्थानम्‌ 


१५ 


छऋछऋचछचऋ छा cc MN 
खूटी गाडे तथा दूसरे दिन हस्त, मूळ, या पुष्य नचत्र में सूर्य ? 
भाने से wages उस वनस्पति को उखाडना चाहिये । 
लिब्धगर्भायाश्र! इस जगह चकार से 'अळधगर्भा? का वोध 
होता है। गर्भ प्राप्त होने के पूर्व भी नस्य देकर पाँच दिन 
तक दूध भात खिछाना चाहिये। उसके वाद प्राभ्य धर्म का 
सेवन करे। गर्भ रहने पर उसे स्थिर करने के लिये और 
स्थिर गर्भ होने के बाद पुत्रप्राप्ति के लिये नस्य देना चाहिये। 
रुवं चतुर्णा सान्निध्याद्र्भ: स्याद्विधिपूर्वकः | 
ऋतुक्षेत्राम्चुबीजानां सामग््यादङ्करो यथा ॥ ३५ ॥ 
गर्म और भडुर का साम्यः--अनुकूल ऋतु, हळ Tar हुआ 
चेत्र, alae का जळ या केवळ जळ और वीज इनकी 
सामग्री से जिस प्रकार age उत्पन्न होता हे उसी प्रकार 
ऋतु काल, शुद्धगर्भाशय, आहार रस और शुक्र-शोणित के 
एकत्र सहवास होने से गर्भ की प्राप्ति होती है ॥ ३५॥ 
विमशः-इन चारों पदार्थों के एकत्र सहवास होने से 
और उनका विधिपूर्वक उपयोग करने से गर्भ की उत्पत्ति 
होती है । इनमें से एक या दो या तीनों के रहने पर भी गर्भो- 
सत्ति नहीं होती हे। उसी विधि का पालन करते हुए एकत्र 
होना चाहिये। नहीं तो खारी क्षेत्र है, दूपित बीज है, अति 
gfe, भनावृष्टि से युक्त वर्षा काळ है भौर विकृत ऋतु है। 
इनमें एक के भी रहने पर जेसे भट्टुर उत्पन्न नहीं होता उसी 
प्रकार गर्भ भी चारों पदार्थों के शुद्ध रहने पर ही उत्पन्न 
होता है । 
एवं जाता रूपवन्तः सत्त्ववन्तश्रिरायुषः | 
( महासत्त्वाश्विरायुषः “पा०? ) 
भवन्त्यणस्य भोक्तारः ATA: पुत्रिणे हिताः ॥ ३६॥ 
विधिपूवंक गर्भधारण का फल-इस प्रकार विधिवत उत्पन्न 
होने वाले सत्पुन्न, सौन्द्यंवान, घलवान, दीर्घायु, पिता के 
ऋण को चुकाने वाळे और माता पिता को सौख्य देने वाले 
होते हैं ॥ ३६॥ 
विमरश/--सुन्दर और गठीले शरीर वाळे, रजोगुण भौर 
तमोगुण से विहीन, आरोग्य वाले और पिता के ऋण को 
चुकाने वाळे ( सन्तति को पेदा करने वाले ) ऐसे सन्तान 
होते हैं । 
तत्र तेजोधातुः सर्वेवर्णाना प्रभवः, स यदा गर्भा- 
त्पन्तावव्धातुप्रायो भवति तदा गर्भ गौरं करोति, पथिः 
चीघाठुप्रायः कृष्णं, प्रथिव्याकाशधाहुप्रायः छुष्णश्यामं, 
तोयाकाशाधातुप्रायो गौरश्यामम्‌ | याहग्बणेमाहारमुप- 
सेवते गर्भिणी ताइम्वर्णप्रसबा भवतीत्येके भाषन्ते ॥ 
वर्णोत्पत्ति के कारण- बालकों का वर्ण तेजो धातु से उत्पन्न 
होता है। वह तेज जव गर्भाव्पत्ति में जलधातुप्राय होता है, 
( जडीयांश के आधिक्य से युक्त होता है ) तो गर्भ गौर वर्ण 
का होता है । यदि वही तेजो धातु एथ्वी धातु के आधिक्य से 
युक्त होता है तो गर्भ कृष्ण वर्ण का उत्पन्न होता है । एथ्वी 
आर आकाश धातु के भाधिकष्य से कृष्ण-श्याम तथा जळ 
और भाकाश धातु की भधिकता से गौर श्याम वर्ण होता है। 
कई आचायों का मत है कि-जिस वर्ण का आहार गर्भिणी 
सेवन करती है उसी वर्ण की सन्तान पेदा होती हे ॥ ३७॥ 


१६ 


सुश्रुतसंहिता 


SSSI NSS 


विमर्न--यह तेजो धातु जब गर्भाधान काळ में अन्य , पुरुषों के साथ समागम करने से द्रवित होकर गर्भोस्पत्ति के 


धातुओं के साथ मिळती हे तो भिन्न भिन्न चणो की उत्पत्ति 
होती दै faa प्रकार का आहार गर्भिणी को मिलेगा उसी 
प्रकार के आहार के चर्ण की सन्तान होती है। इस तत्त्व के 
अनुसार, व्यवहार में भी सवेरे घी भर्‌ हृददी युक्त खिचडी 
देने की प्रथा है । दारीर के रक्षक पदार्थ ( pgments ) शीत 
या उप्ण स्पर के अनुसार दारीर का वर्ण बदल देते हैं । शीत 
काळ में, शीत प्रदेशों में शरीर का चर्ण गोर होता दे ओर 
agt वर्ण son काळ में, उप्णप्रेश्षं में कृष्ण होता है । निश्न 
लिखित कोष्टक (Table) शुक्र के वर्ण के अनुसार, प्रदेशानु 
कूळ, पञ्चमद्ामूतों के सम्बन्ध से और भोजन gaits 
अनुसार बनाया है-- 


न 
| | 
Be मेणा मध्यास 
द उप्णप्रदेदा, sie aa 
च्षीरादिमधुरगणसे तिळभाडिविदाही विदाही छौर मधुर 
| पदाथोंले पदार्थोक्रे मिश्र ब्य 
| । बहार चे 
तेजोधातु तेजोधातु तेजोधातु पृथ्वी 
जल्घातुप्राय | पृथ्वीधाहुप्राय। आकाय धातुप्राय 
झष्टादवसंप्रह गौरवर्णः  ळृष्णवर्णः श्यामवर्णः 
के ve | | 
| 
तेजो धातु तेजो धातु भू सवं धातु- 
उदुक, आकाश और चायु के साम्य से 
घातु ate से सम्पक से 


तत्र दृष्टिभागमग्रतिपन्न॑ तेजो जात्यन्धं करोति, 
वदेव रक्तानुगत॑ tard, पित्ताचुगतं Rare, फेष्मानु- 
गतं Bere, चातानुगद॑ चिकृताक्षमिति ॥ ३८ ॥ 
तेजोधातु का नेत्र के ऊपर परिणाम--जच तेजोधातु इष्टि- 
भाग से नहीं पहुँचता तो गर्म जन्म से अन्ध होता दे, जब 
वह तेजो घातु रक्त के साथ मिलता है, तो छाल आंख करता 
है, पित्त से सम्बन्धित होने से पीली आंख वाळा, कफ से 
युक्त होने से श्वेत आंख घाला भौर वात से अनुगत होने पर 
तिरछे ate वाला गर्भ पैदा होता है ॥ ३८॥ 
विमर्दः--चतुथं मास में पूर्व कर्म के कारण यदि तेजो 
घातु चहुरिन्द्रिय को me नहीं दोता दै तो चालक जन्मतः 
अन्धा होता दै! Syphahs का असर द्वोने पर भी गों के 
नेत्र में विकृति होती है। क्योंकि Syphahs सें शरीर तेजो- 
घातु विकृत रहदा है! 
घुतपिण्डो ee प्रविलीयते | 
बं नायोस्तथा पुंसां समागमे ॥ ३६ ॥ 


Porat का onda शुक्र के साथ 8% मिळता दै--ज़िस प्रकार 
afi के ऊपर रखा हुआ घी का गोळा पिघलता हे । उसी 
प्रकार खियों का नूतन arta जो कि गाढा रहत्ता है वह 


। लिये शुक्र के समागम में प्रयुक्त होता दे ५७२९ ॥ 


विमर्शा-आत्तव-यह दो प्रकार का माना जाता है। 
पुराना anda तीन दिन से Sax आठ दिन भी कभी कभी 
इता है। नया neta थोड़ा होता है। और चहद गाढ़ा बन 
कर रहता है। अब यह शाङ्का पेदा होती हे कि गाढ़ा भात्तंव 
शुक्र से केसे मिलेगा ? इसलिये ga का और अझि का दृष्टान्त 
देते हुये बताते दे कि--वद्द नया onda पुरुष के समागम पे 
पिघलता दे और वही शुक्र के साथ मिलकर गमो कर 
देता है। जिस प्रकार नूतन onda का इरण होता है उसी 
प्रकार feat के शुक्र का भी करण होता हे किन्तु वह गमों* 
ahs लिये अनुपद्ुक होने से उसका विचार नहीं किया 
गया है ! खीशुक्र चिचार--वृद्धवाग्मट में लिखा है-“योषि 
तोऽपि खवन्त्येच शुक्रं gat समागमे aa गर्मस्य किञ्चित्तु 
करोतीति न चिन्ध्यदे॥ (ao Ge शा० १अ०) जब 
यहां यह शङ्का नहीं रहती हे कि ख्रियोको शुक्र नहीं होता 
किन्तु उसका विचार कम किया ज्ञाता है। यदि खियों में 
शुक्र ही न aaa तो पढ़ घारवात्मक स्री-शरीर मानना 
पडेगा । ख्रियोंका दारीर अप बलवाला होने में मी ‘ae 
शुक्रवादरपयळवच्वं खीणाम? ऐसा वचन मिळता है। और 
'यदा नार्याचुपेयातां दृपस्यन्स्यौ कथञ्चन! सुञ्चन्त्यौ शुक्रम 
न्योन्यमनस्थिस्तत्र जायते’ ऐसा भी वर्णन हे । इनसे भी 
सिद्व होता हे कि दो खियां जव किसी भी प्रकार से आपस 
a ¥ +] 
सं मेथुन कर लेती हैं तो वहां अस्थिबिरहित सन्तान पंदा 
होती हे । उपयुक्त विधानों से यह सिद्ध होता दै कि स्त्रियों 
में वीर्य होता है किन्तु गर्भ के लिये उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। गर्भापत्ति के लिये तो शुक्र और शोणित at 
आवश्यकता दै । "भ्रुवं चतुणां साज़िध्याइर्भ' स्याद्विघिपूवकः 
ऐसा सुश्रुत का वचन ढे । 'चरक में भी 'शुक्र-शोणित-जीच- 
सयोगे तु खलु कुडिगते गर्भसज्ञा भवति? पेसा रिजा है । 
इनसे यद सिद्ध होता दे कि गर्म के लिये स्री के शोणित की 
आवश्यकता दे न तु शुक्र की । इस छिये उसका ( stom 
का ) वर्णन नहीं हे । आछुनिक दृष्टि से ढिम्बग्रन्थि ( overy ) 
से fava (ovum) निकछकर, शुक्राणु ( spermatozoa ) के 
साथ मिळता हे और इनके योग से गर्भ उत्पन्न होता हे । 
agit से ona निकलता दै? ऐसा नहीं aad आर्तव 
होता तो उसका वर्ण छाल HA से इग्गोचर होता । ag जव 
कि amar नहीं होता है तो उसे मानना ही क्यों ? इसी 
प्रकार frat के शारीर में न तो testis ( अण्डकोप) हे नहां 
शुक्र का सञ्चय दोतादै। न तो शुक्रमार्ग ( vasa—differe. 
04) है, न तो शुक्रप्रन्थियाँ ( seminal vesicles हें, न 
तो पौरुपम्नन्थि ( prostate glands) जिससे होकर शुक्र 
निकलता है। इनसे यह निश्चय होताहे कि शुक्र नाम का 
पदार्थ स्रिया के दारीर में रहता ही नहीं। मैथुन के समय 
सफेद और चितरचिवा पदार्थ योनि में दीखता दै ag क्या है? 
चही तो शुक्र है। ऐसा कहने पर इसका उत्तर थह मिळता 
हे कि वह तो योनिद्वार में रहने वाली अन्थियों का खाव है 
जिससे योनि की शिल्ञियों में रगड न 831 इसी खाव को] 
साधारण लोगों के समान शुक्र नहीं समक्षना चाहिये । 


अध्यायः २] शारीरस्थानम्‌ १७ 
T= 
जायुर्वेदीय मतसे सिद्ध होता डा कि खिया के शरीर इस लोक का ऐसा अर्थ लगाते हैं क्रि-जो आदमी प्रथम 
शुक्र रहता है क्योकि पुरुप के वीर्य के समान काम करने | खी के गुदद्वार पर शिथिल लिद्ठ से प्रयोग करता Asa 
वाली वस्तु स्त्रियों सें भी होना आवश्यक है, अतः ख्ियोमें | पश्चात्‌ उसमें उत्थापन होता है तब फिर खी का उपभोग 
शुक्र होता हैं यह सिद्धान्त दढ है ॥ ३९॥ & करता हैं उसे “कुम्भीक? कहते हैं ॥ ४३॥ | 


बीजेऽन्तर्षायुना भिन्ने दवौ जीवौ ङुक्षिमागतौ | were `" 'इर्ष्यकं AY चापरम्‌ ॥ Cs 
यमावित्यभिधीयेते धर्मेतरपुरम्सरी ॥ ४० ॥ दृष्टा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवत्तेते | 
दो गर्मी की उत्पत्ति.-अघर्म के कारण वायु द्वारा वीज | ROE ख च Paar ee 
का गर्भाशय में विभाग होने से दो गर्भो का प्रादुर्भाव (गर्भ- aq नपुसक का लक्षणः--अव seis नामक अन्य 
स्थान में ) होता हे । उन्हे “यमो” ऐसा कहते है ॥ ४७०॥ | नपुंसक के लत्तणों को सुनो, दूसरों को मेथुन करता gen 
विमदा.--“'यमो? नाम (दो) जीवों की उत्पत्ति अधर्म के | देख कर जो ager मैथुन में प्रविष्ट होता है उसे[ईप्यंक 
कारण होती है ऐसा श्रुति स्मृति में भी उल्लेख हे । इसके | कहते हैं ॥ ४४॥ 
लिये प्रायश्चित्त का भी विधान हे । विमर्शाः--इसे ध्ग्योनि! इस नाम से भी सम्बोधित 
आधुनिक मत से दो शुक्राणु जब दो ढिस्बो के साथ | करते है। चरक में इसका कारण बताया हे। इप्याऽभिभूता- 
मिलकर गर्भाशय ( ४९००७ ) में प्रविष्ट होते हे तो उनमें | वपि मन्दहर्पावीर्ष्याहयस्थापि वढन्ति हेतुम?॥ च० शा? 
दो गर्भ बढने लगते ह। इनको ‘aa’ कहते हे। इनमें यह | अ०२॥ ४४ ॥ 
विशेषता रहती हे कि-पीछे से होने वाळा बच्चा वडा समझा | “**'पण्डक खरा पञ्चमम्‌ II 
जाता है। क्योंकि उसका गर्भ में प्रवेश प्रथम रहता दे! | यो भार्यायामृतौ मोह्ादद्नेव प्रवत्तेते । 
इसलिये उसको पीछे से बाहर आना पडता है । वास्तव में | ततः ख्रीचेष्टिताकारों जायते पण्डितः ॥ ४५॥ 
वदी पहिले गर्भागय में आता है इस कारण वही वडा | पण्डका लक्षणः- पांचवें पण्ड नामक नपुंसक के लक्षण 
माना जाता है॥ ४०॥ सुनो । खी के ऋतुकाळ में जो मनुष्य मोहवरा से खी के 
पिन्नोर॒त्यल्पवीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ | सदा स्वयं नीचे होकर मेथुन करता है। और चाद में यदि 
स शुक्रं प्राश्य लभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ Nee: | खरी को सन्तान पुत्र हो तो वह स्त्रियों के समान चेष्टा करने 
नपुसकों के प्रकार में आसेक्य नपुंसक- माता-पिता के = रः = के आकार का होता हे उसे we 
अत्यल्प शुक्र के कारण 'आसेक्य' नामक नपुंसक पेंदा होता | FETE ॥ ४५ हे 
है। वह जब दूसरों का शक्रपान करता Raa उसके | _ विमशः-जब पण्ड पेढा होकर तारुण्य को प्राप्त होता है 
fer में चेतना प्राप्त होती हे इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ४१॥ | पो वह अपने सेदू में दूसरे पुरुष से वीर्याच करवाता ZI 
विमर्ण.--इसका दूसरा नाम 'मुखयोनि पुरुप? भी है। | खी के समान स्वयम्‌ उत्तान होकर पडता है। खरी के चेष्टा के 
चह अपने मुख मं दूसरों से मधुन करवाता है और मुख मे | तमान Sor भी करता दै । इसको नरपण्ड कहते हे ॥ ४५॥ 
ऋतौ पुरुषबद्वाऽपि प्रवत्तंताज्गना यदि | 


शुक्र आने पर जब वह उसका स्वाद लेता हे तव उसके ध्वज 
तत्र कन्या यदि भवेत सा भवेन्नरचेष्टिता ॥४६।। 


का उत्थान होता ह ॥ ४१ ॥ 
य पूतियोनौ जायेत स सौगन्धिकसबिज्ञतः | नारीषण्ड —afe स्री, पुरुष के समान र्‌तिकाळ में पति 
को नीचे सुळाकर स्वयम्‌ ऊपर होती हुई मेथुन करेगी और 


स यानिशेफसोगेन्धमाधाय लभते बलम्‌ ॥४२॥ व 
सौगन्विक नपुसक- जो दूपित योनि में पेंदा होता है | उसी से यदि कन्या पटा हो तो वह ai समान दूसरी 
बह सौगन्धिक नामक नपुंसक है । उसको योनि और | खी को नीचे लिटाती हुईं स्वयं ऊपर रहती है और मलुप्य के 
fox की सुगन्धि आने से मेंथुन में वल्म्राप्ति होती Ene | समान मेथुन-चेष्टा करती है॥ ४६॥ ue sia 
सौगन्धिक नपुंसक का “नासायोनि' ऐसा भी नाम है। | विमशेः--नर के समान र चाली eft Bays 
क्योंकि नासा ही उसे मैथुन में प्रविष्ट करने के लिये | पण्ड कहते दैं। दोनों के भी खी होने से एक का शुक्र दूसरे में 
कारण है ॥ ४२॥ किसी अकार जाता है be वहां अनस्थि ( कोमल अस्थि 
स्वे शुदेऽन्रह्मचर्याद्यः [बत प्रवर्च वाली ) सन्तान पदा ॥ ४६॥ 
कुम्भीकः ag eda oe के i आसेक्यश्च सुगन्धी च कुम्भीकशचेष्येकस्तथा । 
gaits नपुसक"-जो ager दूसरे पुरुष से अपने oe सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अझुक्रः परडसंशितः a ४७ II 
द्वार में मेथुन कराने के बाद खियोंका सेवन करता है उसे नपुसर्को की परिगणना--आसेक्य (मुंह मे वीय ठेनेवाला), 
कुम्भीक कहते हैं ॥ ४३ ॥ सुगन्धी (योनि और fx की सुगन्ध छेने वाला ), कुम्भीक 
ae a हि मे में ने वाला) और ईप्यंक ( दूसरों का 
श.--इसका दूसरा नाम 'गुदयोनि' है। कोई लो (शुद मे मंथुन कराने वाट 
= = ae ई ढोक | Fea देखकर उत्तेजित होने चाळा ) ये चार नपुंसक होने 
१ अन्तः स्राव (Internal Secration ora type of | पर भी इनको शुक्र रहता दै | जिनको शुक्र होता ही नहीं 
च र, उसे पण्ड कहते हैं ॥ ४७॥ 


३ सु० शा० 


१८ 


सु्रुतसंदिवा 


विमर्श,--नपुंसक दो प्रकार के होते हैं, उनमें से शुक" 
चाळे नपुंसक सन्तान उत्पन्न करते हैं किन्छु उनको उत्तेजित 
होने के लिये उपाय करना पडता है। जिनको शुक्र रहता द्दी 
नहीं उन्हें पण्ड कहते E | पण्ड सन्तान उत्पन्न करने से समर्थ 
नहीं रहते हैँ ॥ ४७ ॥ 
अनया विग्रकृत्या हु तेपां शुक्रबदाः सिराः | 
gale स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छायस्ततो भवेत्‌ 11४4) 
शुक्र होने पर पण्ड क्यों-- सुस में वीर्य लेना, सुगन्ध on 
इत्यादि प्रकारों से उनकी शुक्र को वहन करने वाळी Reet 
हर्ष के कारण उत्तेजित होती है जिसके कारण इन्द्रिय उत्तेजित 
होती हे ॥ ४८ ॥ 
विमश्च--चरक के मत से पण्ड नर के समान नारी भी 
पण्ड होती हे। उन त्रियो को भी उत्तेजना पेढा करने के 
लिये प्रकारान्तरा का अचळम्वन करना पड़ता हैं ॥ ४८॥ 
शाद्वाराचारचेशरमियोदहशीमिः समन्वितौ | 
खीपुंसी समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि ताहइशः ॥ ४६ ॥ 
शुभाशुभ कार्यो का परिणाम- दग्पति जिस प्रकार के 
आहार और व्यवहार तथा चेष्टाओं से युक्त दोकर समागम 
करते ह उसी प्रकार उनका पुत्र भी होता है ॥ ४९ ॥ 
विमद्ोः--संभोग के समय कायिक, वाचिक और मान- 
मिक भावों का परिणाम सन्तान के ऊपर पडता है। थदि वे 
शुभ हॉ तो सन्तान अच्छी होती है। उनमें भिन्नता होगी 
तो सन्तान में भी दोषों का उद्रेक होगा ॥ ४९॥ 
यदा नायोबुपेयातां वृषस्यन्त्यौ कथञ्चन | 
युञ्चन्त्यौ शुक्रमन्योऽन्यमनस्थिस्तत्र जायते ॥५०॥ 
'अन्नस्थि गर्म--जब दो नारी कामाभिभूत होकर किसी 
प्रकार से मंधुन करें तो एक दूसरे का वीर्य परस्पर से जाता, 
हुआ गर्भ को धारण करता हे, किन्तु वह गर्भ कोमळारिय ' 
युक्त होता ह ॥ Yo 
विमर्भ;--इस श्लोक में शुक्र ओर शोणित से गर्भोत्पत्ति 
होती है--ऐसा क्रम होने पर भी उसका निर्देश नहीं किया । 
इसमें विशेषता तो Rett में थीय या शुक्र होने की है। 
pater उसका निर्देदा “किया है। शोमितों का तो छरण 
होना यद्द बिशेष चात नही ह। इसलिये उसका sata 
नहीं हैं। 'अनस्थि! इसका अर्थ ईपढर्थ नञ्‌? से ‘ahaha’ 
ऐसा होता दै। उस गर्भ में माता के गुण रहते है । पिता 
का प्राधान्यत' गुण जो अस्थिमयता, उसका अभाव ही 
रहता है ॥ ५० ॥ 
ऋतुस्नाता हु या नारी स्वप्ने मैथुनमावद्देत्‌ | 
add बायुरादाय कुक्षी गर्म करोति हि ॥ ५१ ॥. 
स्वप्न में मैथुन से यर्भ- जो ऋतुप्राप्ता खो स्वप्न मे मेंधुन का 
उपयोग करती हृ! उसके आत्तंव को वायु लेकर गर्भाशय सें 
ard को पदा करती है ॥ ५१ ॥ 
विमर्दाः--बह शलोक जेजटाचार्य ने नहीं दिया दै । उनके 
मत में ऐसा गर्भ होना असम्भव सा अतीत होता ह । इसी 
प्रकार आगे का भी रछोक उन्होंने नही दिया दै ॥५२॥ 
मासि माचि विबद्धे त गर्भिण्या, गर्भलक्षणम्‌ । , 


कलल जायते तस्या बर्जितं पेवकेगुणेः ॥ ५२॥ 


कलल का वर्णन-- इस प्रकार स्वप्न में पेटा हुआ गर्भ हर 
एक मास में वदता हे । मगर वह मांस का गोळा मात्र 
रहता है उसमें केश, सूछ, दाढी, लोम, नख, दांत, सिरा, 
स्नायु, धमनी, वीर्य इत्यादि पिता के गुण नहीं होते हं ॥५२॥ 
विमर्श--यह भी win जेज्जदाचाय को संमत 
नहीं है ॥ ०२॥ 
सर्पवृद्भिककूष्माण्डविकृताक्ृतयश्च ये | 
गभोस्त्वेते खियाश्रैव Bar: पापक्रतो भृशम्‌ ॥ ५३॥ 
चिकन गर्भ- सर्प, विच्छू, कोइडा, आदि के सदा fare 
आकृति वाळे जो गर्भ frit को होते ह उन सर्वो को 
पापकरमी का फळ समझना चाहिये ॥ ५३॥ 
विमर्श---विकृत गर्भ-ख्रियों के गर्भाशय में व्रिकृति होने 
से, Rea दूपित होने से तथा शुक्र कीटाणु सदोष होने से 
wat मे विचित्र आकृतियां पायी जाती है ॥ ५३ ॥ 


गर्भा वातप्रकोपेण दौहदे बाऽबमानिते | 
भवेत्‌ gem: कुणिः पहुमूकी मिन्मिन एव वा ॥५४॥ 
दोइद की पूर्ति न दोने से- वायु फे प्रकोप से था दोहद 
की पूर्ति न होने से बालक कुत्रा, लला, TFET, गंगा या 
मिन्मिन ( अव्यक्त शब्द उच्चारण करने वाला) होता है ॥पशा 
विमश'-दोहदों का परिषूरण टीक न होने से वालकों के 
सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिये गर्भिणी की दोहद- 
पूर्ति करनी चाहिये इससे अन्नरस यथेच्छ बनता है जिससे 
माता और गर्भ का पोषण ठीक तरह से होता हे। दोहद का 
वर्णन gaa शारीरस्थान ३रे अध्याय में श्‍लोक १९ से 
शलोक २८ तक बचा सुन्दर हे ॥ ५४॥ 


मातापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुभैश्च पुराक्षतेः | 
वातादीनां प्रकोपेण गर्यो घेकृतमाप्नुयात्‌ ॥ १५ ॥ 

विकृत सन्तति उत्पन्न होने के कारण- माता-पिता की 
नास्तिकता के कारण, free जन्म के gaat से, वात- 
पित्तादिकों के प्रकोप से गर्भ विक्त होता ह ॥ ५५ ॥ 

विमदा-गर्स की विकृति म जैसे उसके पूर्व जन्म के 
कर्म कारण होते हैं. यैसे ही माता-पिताओं का परलोक में 
विश्वास न होना, देवता को न मानना इत्यादिको से 
भी और शारीरिक ठोपों से भी गर्भ में विकृति पेदा 
होती दे ॥ ०५॥ 
मलाल्पत्वादयोगाच्च वायोः पक्ाशयस्थ च | 
वातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्थः करोति हि॥ ५६॥ 

गरम की मरोत्सगं क्रिया- गर्भस्थ चालक से मळ थोडा होने 
से, वायु कम होने से और पक्काशय छोटा होने से मळ, wa 
और अपान वायु की प्रवृत्ति नही होती हे ॥ ५६॥ 

विमर्श'--गर्भ के पोषण क्रम के साथ उसकी मलोत्सर्ग- 
क्रिया का ( excretion ) होना भी उचित हे। वह होता ही 
है किन्तु राशि में स्वल्प होने से वह गर्भाशय में रुक 
जाता हे । अतः स्पष्टतया मालम नहीं होता ॥ ५६॥ 
जरायुणा मुखे Sarat कण्ठे च SHIT | 
वायोमोगनिरोधाश न गर्भस्थः प्ररोडिति ॥ ५७॥ 

गमे रोता क्यों नहीं ०-झुख जरायु से sat होने से, 


अध्यायः २] 


शारीरस्थानम्‌ 


१६ 


NN EAL APPLE LIP EIN PDP PSTD Pe 


गले में कफ रहने से, वायु का मार्ग खुला न होने से गर्भस्थ | अस्थायी और स्थायी । 2९००००००४ ) दांतों का होना यह 


बालक नहीं रोता ह ॥ ५०॥ 


विमराः-घोपजनक मार्ग से मुख ( Buccal cavity ), 
गला ( Pharynxs ) और स्वरयन्त्र ( Larynxs ) आते हें ! 
आवाज निकलने के लिये घोपजनक वायु की प्रवृत्ति भी 
होनी चाहिये? वह न होने से और स्वरमार्ग बन्द होने से 
बच्चों का रोना नही मालम होता है ॥ ५७॥ 


निःश्वासोच्छू[स सडक्षोभ-स्वप्नान्‌ गर्भोऽधिगच्छति | 
सातुर्निश्वसितोच्छवास सङछ्षोभस्वप्नसम्मवान्‌।१८ा। 


गर्भ के लिये व्यवद्दार- भाता का श्वास oa, श्वास 
छोडना, सट्डोभ ( घूमने-फिरने से श्रम ) और नींद लेना 
इत्यादि से ही ail के सव व्यवहार होते ह ॥ ५८॥ 
विमदा --माता के व्यवहार से गर्भका व्यवहार हो 
जाता है । जैसे माता का श्वासोच्छ्ञास का परिणाम गर्भ को(प्रा 
होता है, वेसे माता के आराम और परिश्रम का भी फळ 
गर्भ को माता के द्वारा ही प्राप्त होता ह। 
गर्भ की शास-प्रणाळी चन्द होने से वह स्वतन्त्रतया 
श्वास-प्रश्चास नही करता उसी प्रकार माता के रकद्वारा 
पोषण से mint पोपण हो जाता हे । इसके लिये foetal 
Cercalation देखना चाहिये । वह इस प्रकार है । 
गर्भ में अधोमहाशिरा (Inferior Vena-Oava) से 
विशुद्ध रक्त दक्षिण अलिद ( Right auricle) से जाता हे । 
तत्पश्चात्‌ saint से age रक्त ढहिने alee 
( Right auricle ) को आता ड वहां से दहिने निल्य 
(Right Ventrile) को जाता ह। वहा से फुफ्फुसीय 
धमनी ( Pulmonary artery) द्वारा फुप्फुस को न जाते 
हुये चीच में ही सेतु धमनी ( Ductus arteriosus ) a 
मिलकर तोरणी महाधमनी (4०००८०) मे खुलती ह 
are औदरीय महाधमची (000१116) aorta ) अधा 
श्रोणिका साधारणी (11150 artery ) और हर एक अन्तः 
और वाद्य अध-श्रोणिका ( hypogastric artery ) में 
जाता ह । 
जन्म होने पर बच्चा रोने लगता है, जिससे फुप्फुस 
(10585) काम करने लगते हे और जिससे फुप्फुसीय रक्त 
असण ( Pulmonary circulation ) आरम्भ होता है। 
_ दूसरी भिन्नता यह होती हे कि जाम्ववविवर या झक्तिच्छिद 
( foramine ovalis) बन्द हो जाता है जिससे दृक्तिण 
अलिन्द का रक्त वाम अलिद (left auricle ) के साथ नहीं 
मिळता दै ॥ ५८॥ 


सन्निवेशाः शारीराणां दन्तानां पतनोद्भवो | 
तलेष्वसम्भबो यश्च रोम्णामेतत्‌ स्वभावतः Ul ५८॥ 
स्वाभाविक कार्य-दारीर की रचना होना, दांतों का 
गिरना और पैदा होना, हाथ-पेरों के तळ भागों से वालों का 
न होना सव स्वाभाविक हे । इनके लिये ऐसा क्यों होता है 
ऐसा पूछने से 'स्वभाव? यही उसका उत्तर है ॥ ५८॥ 
विमर्श---शारीरिक रचना, सौन्दर्य या कुरूपता, यह 
आदुमी के हाथ की वात नहीं हे । उसी प्रकार (Temperary) 


भी अपने आधीन नहीं हे । उसी प्रकार हाथ-परों में 

वालों का न होना यह भी स्वभाव से ही होता है ॥ ५८ ॥ 

भाविताः पूर्वेदेहेपु सततं wages | 

भवन्ति सत्त्वभूयिष्ठाः पूवेजातिस्मरा नराः ॥ ४६ ॥ 
सत्वभूयिष्ठी का उत्पत्ति में कारण- पूर्व: जन्म से रात-दिन 

शास्त्रा का मनन करने से पूर्वजन्म का स्मरण करने वाले 

और सत्त्वगुणा से युक्त शारीर चाले होते हे ॥ ५९॥ 


Rag—ufte जन्म में रात-दिन wet का अभ्यास 
करने से मन सत्त्व शुणों से युक्त होता है, वह रजोगुण 
तथा तमोगुण से रहित हो जाता है । जिससे पिछुछे जन्म 
का भी अच्छी तरह से स्मरण होता हे । यह सात्विक और 
विशुद्ध बुद्धिका' निर्देशक हे जो अच्छे भावो का विचार 
करने पर पेदा होता दे ॥ ५९ ॥ 
कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनर्भवे | 
अभ्यस्ताः Tee ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥ ६० ॥ 


इति सुश्रुतसंद्वितायां शारीरस्थाने द्वितीयोऽध्यायः | 


कर्मानुसार जन्म की और अभ्यासानुसार गुणों की प्रापि 
पूर्व जन्म में किये हुए कमं के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त होता है 
और पूर्व देह में संस्कारित गुणों का प्रादुर्भाव इस जन्म में 
होता हे ॥ ६०॥ 

विमरश्वः-“कोई आदमी Hast, कोई लंगडा, कोई लळा, 
कोई मूक इस प्रकार कोई कुरूप तो कोई सुन्दर होता है। 
इसमे पूर्व जन्म के कमं ही कारण है। उसी प्रकार किसी को 
कोई विद्या अथवा गुण अति शीध्र प्राप्त होते हें । इसका 
कारण पूर्वजन्म का संस्कार ही साना जाता हे ॥ ६०॥ 
इति शारीरस्थाने श॒क्रशोणितश॒द्धिशारीर॑ नाम द्वितीयोऽध्याय. 


— ero 


शारीरे प्रश्नाः-- 
( Anatomy ) 


( १) शुद्धमदो पयो. शुक्रात्तेवयोलंक्षणपुरस्सर चिकित्साक्रमी 
देय. । श्नीणा शुक्रमस्ति न वा । 
(० ) नपुसकस्य प्रकारा लक्षणानि च लेख्यानि । 
(३) गर्भस्य मलोत्सरय-इवसन~रक्तसवाहन-पोषणप्रकाराश्च 
वर्णनीया" । 
( ४) अस्॒ग्दररक्तपित्तयोभेंदः प्रदर्शनीय । 
श्रारीरकियाविज्ञाने प्रश्नाः ( Physiology )-- 


( १ ) पुसवनम्रयोग चिश्चदतया विलिख्य, “भुव चतुणी साचि” 
ध्यादू गर्भः स्याद्विधिपूवकः? अस्य प्यस्य व्याख्यां 
विधाय, अलब्धगर्मायै पुसवनस्य फळ किमपि भवति 
_न वेति लेखनीयम्‌ | 

(२) शारीरवर्णानां प्रभवे कारणानि लेख्यानि | 

(३) पुत्रोत्पत्तौ खीजन्मनि च कारणानि म्रद्शवीयानि । 

(४) यदि चेत स्वभावत एवाद्वानि जायन्ते, तहि विकृत” 
शरीरनिमाणे को fq । 

CEO 


तृतीयोडध्याय! 
` , अथातो गमीबक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्य़ामः | 
तथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 


तत्पश्चात्‌ गर्भावक्रान्ति ( गर्भका उत्पत्तिक्रम ) शारीर 
को कहते हें | जेसा कि धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १॥ 


विमर्शः--श॒द्ध शुक्र और शोणित का लक्षण बताने के 
पश्चात्‌ और उनके सयोग के उपरान्त जव उसके साथ 
जीवात्मा की प्राप्ति होती है, तव उसकी 'गर्भ' संज्ञा होती 
है। उस गर्भ की अवकान्ति याने अवत्तरण-उत्पत्तिक्रम- 
शारीर मैं है ऐसे शारीर का वर्णन करते है। इसमें ( Foetal 
Development ) बताया है॥ १॥ 

सौम्य झुक्रमात्तेवमाग्नेयमितरेपामप्यत्र भूतानां 
सान्निष्यमस्त्यणुना विशेषेण, परस्परोपकारात्‌ ( परः 
रुपरानुम्रहात्‌ ) परस्परानुप्रवेशाच ॥ २॥ 

शुक्र और आतो का वर्णन-शुक्र सोमगुणयुक्त दे । 
आत्तंव अभिगुणयु'्त दे । इतर At का उसके साथ थोडा-सा 
सम्पर्क है | क्योंकि भूत एक दूसरे के उपकार करने वारे 
होतेहे था' आपस में एक दूसरे पर कृपा रखते है। अर्थात्‌ 
असि तत्त्व जल से ,चुझाया नही जाता। उसी प्रकार Tet 
तत्त्व का सर्वथा नादा अभि तत्त्व नहीं करता हे । एक महा- 
भूत का दूसरे महाभूतों में अंशतः प्रवेश भी रहता है ॥ २॥ 

विमशे.-गर्भ का मूल शुक्रात्तंव होने से उनके wed 
का चर्णन करते हे | यद्यपि सब पदार्थ पाञ्चभौतिक हैं तथापि 
सोम और aft गुण की विनेषता के कारण उनका निर्देश 
किया हे। जो पार्थिव ger रहता है उनमें wet तरव के 
अतिरिक्त और" चार महाभूतों का अनुबन्ध हे । पीछे भी 
Mo अ० मे कहा है 'अन्योऽन्याचुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि 
निर्दिशेत्‌? । इसके अनुसार पीछे ही इसका वर्णन कर 
चुके हे॥ २॥ | 

तत्र gan: संयोगे तेजः शारीराद्वायुरुदीरयति, 
ततस्तेजोऽनिलसन्निपाताच्छुकं च्युतं योनिमभिप्रति- 
पद्यते संसृज्यते चाप्तेवेन, ततोऽग्नीषोससयोगात 
संसज्यमानो गर्भा गभोशयमच्ुप्रतिपद्यते । क्षेत्रज्ञ 
वेदयिता स्प्रष्टा घाता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः स्रष्टा 
गन्ता साक्षी घाता चक्ता यः कोऽसावित्येवमादिभिः 
पयीयवाचकैनीमभिरमिधीयते दैवसयोगादश्षयोऽच्य- 
योऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षं सत्वरजस्तमोभि- 
देचासुरेरपरेश्च भावेवोयुनाऽभिम्रेयमाणो गभौशय- 
मलुप्रविश्याइवतिछते ॥ ३॥ 

गर्भ की उत्पत्ति और उसके पर्याव-सत्री और पुरुष के 
सम्बन्ध से वायु झारीरिक तेज को बढाता है। तत्पश्चात्‌ 
वह तेज वायु के साथ मिलकर स्थान से च्युत जो चीर्य है 
उसे योनि मे ले जाता है, वहां आर्तव से वह वीर्य मिलकर 
अभि और सोम के साथ गर्भाशय को प्राप्त होता है। 
Jag, वेदयिता, स्मष्टा, घ्राता, Fer, श्रोता, रसयिता, पुरूष, 
aa, गन्ता, साची, धाता, वक्ता इत्यादि पर्यायवाची 


है Q 


सुश्रुतसंहिता 


IS oR SE SI 


शब्दों से जो कोई भी हो वह कहा जाता है। देववश्ञात्‌ 
अक्षय, अव्यय और अचिन्त्य ऐसा वह आत्मा पञ्चमहाभूते 
के साथ मिलकर सात्विक, राजस, तामस, उव और आसुर 
तथा अन्य दूसरे भावों से मिलता हुआ, वायु से प्रेयमाण 
ऐसा गर्भाशय में प्रविष्ट होकर रहता है ॥ ३॥ ३ 
विमर्शः--इस गद्य में शुक्र की च्युति कैसी होती दै और 
वह आर्तव को साथ लेकर गर्भाशय को प्राप्त होकर बहा 
गर्भ की स्थिति कैसे पेदा करता हें? यह बताया हे | गर्भ, 
कर्म पुरुप से साथ ही भौतिक लिङ्ग शरीर से भी के 


जिस | है । वह प्रकृतिस्थित आत्मा सत्त्व-रज-तम गुणो से युक्त, देविक 


या आसुरी भावों को लेकर मन को प्राप्त करता हुआ, दुर्वोध 
वस्तु स्वरूप गर्भाशय में रहता हे । उसके सार्थक नाम भी 
बताये है ॥ ३॥ 
= ly 
तत्र शुक्रबाहुल्यात्‌ पुमान्‌ , आ'तबबाहुल्यात्‌ स्त्री, 
र 

साम्यादुभयोनेपुसकमिति ॥ ४॥ 

लिड-मेद में कारण--संभोग मे यदि शुक्र की अधिकता 
हुई तो पुत्र पेढा होता है, रज के आधिक्य से कन्या और 
दोनों के समान होने से नपुंसक पेढा होता हे॥४॥ 

विमशः--अब यह शाका पेढा होती हे कि शरीर मे 
आत्तव चार अञ्जलि हे और शुक्र तो प्रसतिमात्र ही हे! 
इससे तो हर समय आर्तव-वाहुल्यात्‌ खरी ही उत्पन्न होना 
चाहिये । उत्तर-ऐसा नही, क्योंकि यहां पर शरीर स्थित 
प्रमाण नहीं लेना चाहिये । किन्तु गर्भाशय में जिसकी 
अधिकता होगी, उससे जानना चाहिये । दोनों मे जिसकी 
अधिकता होगी, उसके प्रभाव से सन्तानोत्पत्ति होगी। 
उसका प्रमाण मेथुन के समय होने वाले हर्ष पर निर्भर 
करता है । 

यदि ऐसा ही हे तो विधिपूर्वक ऋत्तुकाळ में गमन करना, 
पुंसवन संस्कार करना, अच्छे कमं करना, पुत्र के लिये ४, ६, 
८, १०, १२, दिन पर गमन सच व्यर्थ ही हे । 

अच्छे कर्म करने पर अच्छे पुत्र प्रात होते है। पुत्र की 
उत्पत्ति शुक्रवाहुल्यात्‌ होने पर भी हर एक शुभ कर्मों के 
परिणाम सत्पुत्रो की उत्पत्ति का कारण होते हैं । कहा भी है। 
“एवं जाता रूपवन्तः सच्वन्तश्चिरायुषः | भवन्त्युणस्य मोक्तारः 
सत्पुत्रा पुत्रिणे हिताः॥ ४॥ 

ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति दृष्टात्तेबः। अदष्टात्तेवा5- 
पयस्तीत्येके भाषन्ते ॥ ५॥ 

ऋतुकाळऋतुकाळ आत्तव बंद होने के उपरान्त बारह 
दिन का माना जाता हे । कई आचायौं के मत से अदृष्टार्चचा 
oft को भी ऋतुकाळ होता है । वह उसके oat से जानना 
चाहिये ॥ ५॥ 

विमरश:--पहिले तीन दिन और अन्त का सोलहवां दिन, 
इसमें गर्भाशय का सुख वद्‌ होने से गर्भोत्पत्ति नहीं होती हे । 
कई आचायों का कहना दै कि-“पीनप्रसन्नवदनां प्रक्लिज्ञात्म- 
सुखद्विजाम्‌? इत्यादि लक्षणा से ऋतुमती को जानना चाहिये । 
क्योकि कई स्त्रियों में मासिक धर्म का अभाब होते हुये भी 
संतानोरपत्ति होती है 1 ऋतुकाल में ढिस्व ( oval ) शुक्राणु 
के संयोग के लिये उत्सुक रहता है। और गर्भाशय भी उनकी 


श्रध्याय २ | 


स्थिति तथा बृद्धि-हेतु व्यवस्था करता हे | ऐसे समय मे गर्भा- 
शय पुराने आर्तव के बाहर निकल ज़ाने से शुद्ध हो जाता है । 
कई खिर्यो में गर्भाशय के ऊपर दवाव के कारण या अन्य 
कारणों से ara भी नही दीखता है, तो भी सतानोत्पत्ति 
होती है । सदुग्धावस्था ( Lactetion period ) सं भी 
‘Teme में गर्भ रहता है । ऐसा व्यवहार में दीखताहे॥५॥ 
पीनप्रसन्नबद्नां प्रक्लिन्नात्ममुखहिजामू | 
नरकामां प्रियकथां स्स्तङच्यक्षिमू्घंजाम्‌ ॥ 
स्फुरद्भुजङुचश्रोणिनाभ्यूरजघनस्फिचाम्‌ । * 
हर्षौत्सुक्यपरां चापि बिद्यादृतुमतीमिति ॥ ६॥ 
ऋतुमती खी के लक्षण-ऋतुसती ot का चेहरा Het 
हुआ मालूम होता हे । प्रसन्नता होती है। आत्मा अर्थात्‌ देह 
एवं सुख और दांत अत्यन्त क्लेद्युक्त रहते है। पुरुप को 
चाहती हे । सीटी बातचीत करने वाली होती है। उसकी 
कोख, आंख और वाल शिथिळ होते हें । वाहु, स्तन, श्रोणि- 
अदेश, नाभि, ऊरु, जघन तथा स्फिक्‌ ( नितस्व ) इनमें स्फु- 
रण होता हे रतिकार्य में हर्प और उत्कण्डा माम होती हे । 
ऐसे लक्षण वाली स्त्री को ऋतुमती समझना चाहिये। 
विमशेः-ऽऋचुमती स्री मदनोस्सुका होती हुई नाना प्रकार 
की शङ्गार-चेष्टा करती हुई कामवासना से पीडित होती है । 
इसलिये कुछ शारीरिक संस्कार छूटने से दात, सुख, egw 
होते हैं। वाळ भी विखरे हुए होते Fi अङ्गां का स्फुरण 
सकी मद्नोत्तेजिता अवस्था का सूचक दे ॥ ६॥ 
नियतं दिबसेऽतीते सङ्कुचस्यम्बुज यथा | 
ऋतौ व्यतीते नायीस्तु योनिः संत्रियते तथा || ७ ॥ 
ऋतुकाल से भिन्न काल में योनि का सकोच- जेसे दिन 
वीतने पर कमळ सिकुड जाता है, उसी प्रकार ऋतुकाल 
चीतने पर frat की योनि का द्वार चन्द हो जाता हे ॥ ७॥ 
विमर्श.--योनि के संकोच से गर्भाशय तक वीय पहुच 
नहीं सकता हे। जैसे भौंरा कमळ के.वन्द होने पर भीतर नही 
पहुँच सकता है । 
ऋतुकाल समाप्त होना-इसक नाम उिम्त्र ( ovel ) का 
पक्क ( mature ) होने का समय चीतना है । ऋतुकाल सें 
खी डिम्ब ( oval ) के साथ शुक्राणु ( Sperm ) गर्भाशय में 
प्रविष्ट होता है मगर ऋतुकार चीत जाने पर डिस्व ( mata 
re oval ) के अभाव में यदि किसी प्रकार शुक्र का गर्भाशय 
में अवेश भी हो गया तो भी गर्भधारणा नहीं हो सकती ॥७॥ 
मासेनोप्रचितं काले घमनीभ्या तदात्तेबम्‌ | 
इषत्‌ कृष्णं fier च वायुर्योनिसुखं नयेत्‌ ॥ ८॥ 
मासिक धर्म--काळ याने द्वादश वर्ष के ऊपर और ५० 
था ६० साळ के पूर्व समय में, एक मास के सञ्चित आर्तव 
को धमनियों द्वारा वायु योनि के द्वार की ओर छे जाता है। 
चह आर्तव थोडा सा काळा और विशिष्ट गन्ध वाळा 
होता है॥ ८॥ 
विमर्शः--आत्तंव काऊ के रक्त का वर्णन और निकलने के 
लिये कारण बताया है। यह aa काळ, देश, आचार, 
विचार, खाद्य-पेय और सङ्गति पर निर्भर करता है। ठण्डे प्रदेश 
में, सात्विक विचार और सात्विक आचरणों से, सात्विक 


२१ 
आहारों से तथा सत्सङ्ग से बहुत ढेर के वाद मासिक धर्म की 
प्रवृत्ति होती है। वही खी गरम प्रदेश सें रहने से, गरम 
पदार्थ और मद्य-मांस सेवन करने से और घुरी सङ्गति में 
रहने से शीघ्र ही ऋतुमती होती है ॥ ८॥ 


TENE SEU काले वत्तेमानमरृक्‌ पुनः | 
जरापकशरीराणां याति पश्त्राशतः क्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 


रजोनिदृत्ति काल--आत्तव वारह वर्ष की अवस्था से शुरू 
होता है और वृद्धावस्था से शरीर शिथिल होने से ५० वर्ष की 
आयु सें रुक जाता हे ॥ ९॥ 

विमशः--५० वर्षं की अवस्था रजोनिवृत्ति की ( Meno 
०५5९) है। इस समय नाना ग्रकारकी व्याधियोंसे ख्ियोंका 
शारीर भरा रहता है। कई स्त्रियों में यह स्थिति ५० ad उम्र 
के पश्चात्‌ भी ७८ साळ तक जाती है। ऐसी अवस्था शारीरिक 
स्वास्थ्य पर निर्भर करती हे । इसी अवस्था तक प्रायः 
गर्भधारण की शक्ति स्त्रियों में रहती हे । तत्पश्चात्‌ वह नष्ट 
हो "जाती है । आत्तंव एकाएक नहीं रकता है। बल्कि धीरे- 
धीरे, वीच-वीच सें रुक्रते-रकते चन्द होता हे । जेसा 'कि 
एकाध महीने मे मासिक धर्म हुआ फिर २-४ महीने तक 
के लिये रक गया और फिर आरम्भ हुआ। इस प्रकार वह 
धीरे-धीरे रुकता हे ॥ ९॥ 
युग्मेषु तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथा5बला | 
पुष्पकाले झुचिस्तस्मादपत्यार्थी खिय नेत्‌ ॥ १०॥ 

कन्या या पुत्र का उप्पत्ति काल- सन्तान की इच्छा करने 
वाले रोगों को पवित्र होकर ऋतुकाळ में युग्म दिनों सें 
(सम दिनों में जेसे-चौथे, छुठे, आठवें, वारहवे ) तथा 
अयुग्म दिनों ( विपमसंख्यक दिनों में जैसे ५, ७, ९, ११ वें ) 
सें गमन करना चाहिये। सम दिनों में गमन करने से 
पुत्र होता हे और विपम दिनों मे कन्या पेदा होती हे ॥ १० ॥ 

विम्ः-यहां यह शाङ्का पेदा होती है कि शक्रवाहुल्य 
से पुत्र और आत्तंवबाहुल्य से कन्या-ऐसा भेद तो पूतन में 
ही बताया गया अब दिनों का झगडा क्यों है ? 

इसका उत्तर यह है कि स्त्रियों के शरीर में सम दिनों 
में रज कम होता है और विपम दिनों में उसकी वृद्धि 
होती है। सम दिनों में संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है। 
और विपम दिनों में कन्या की उत्पत्ति होती है। भोज ने 
भी कहा है-- 

“अयुग्मे ख्री पुमान्‌ युग्मे सन्ध्ययोस्तु नपुंसकस्‌ | 

शुक्राधिकत्वात्‌ पुरुष. प्रमदा रजसोऽधिकात्‌। 

शुक्रशोणितयोः सास्यात्ततीया प्रकृतिर्भवेत्‌? ॥ 

अर्थात्‌ सम दिनों में पुत्र, विषम दिनों में कन्या और 
सन्धि काळ में नपुंसक पेदा होते हैं। क्योंकि युग्म दिनों 
में शुक्र की अधिकता होती है, विषम दिनों में रज की और 
शुक्र की समानता होने से नपुसक Fat होते हैं ॥ १० ॥ 

तत्र सद्यो गृहीतगभोया लिङ्गाचि-श्रमो ग्लानिः 
पिपासा सक्थिसद्नं शुक्रशोणितयोरवबन्धः स्फुरः 


णश्च योनेः । ११॥ 
atria के चिह- गर्भधारण के निम्न लिखित 


wv 
~ 


a 


सश्रुतसंदिता 


wan होते हैं--श्रम (aera), ग्लानि ( निप्ट्रियता), 
पिपासा ( प्यास), सक्थिसदन (पर में शिविल्ता ), शुक्र 
और ओगित की रुकावट और योनि का स्फुरण होना ये 
लक्षण होते S १५ ॥ 

Parent घारण हुआ ग्रा नहीं ? यह जानना वहुत 
कटिन होता हे! em मासिक खराव से 
चारण हुआ समझते ह। किन्तु यह तो पाण्डु रोग से, पेड 
WA रहने से भी seats! इसलिये यह भी चिह्न ठीक 
नहीं हृ! टीक fre बच्चों क हृदच की aera जोर उसका 
चाञ्जल्य द 1 किन्तु वह पाचच नहीने में सालस होता ह ॥५ 


स्तनयोः कृष्णमुखना रोमराव्यूद्रमस्तथा | 
अक्चिपददमाणि चाप्यस्याः समील्यन्ते-विशेषत. ॥ 
अकामतश्छदयति गन्धाइुद्विजते शुभात्‌ । 
प्रसेकः सदन चापि गभिण्या लिङ्गमुच्यते ॥ १२॥ 

Mart के sans चिह-स्वर्ना = सुच काले 
होते Sw खडे हाते हें । आंखों के ae चिरकने 
लगन ह! कोड सी कारण न होते हुवे सी चमच होता हे 1 
सुगन्धि से भी arene) मुख मे लार (8155 , खराव 
gale) हाथ-पर निविल होते हैं। थे क्षण गर्सिणी में 
होते ह ॥ १२॥ 

विमर्श --गर्म रहने पर विविध अङ्गां में होने वाले 
परिवत्तन निस्न्रकारके होते ह-- 

३-“उठर या गमादाय~गभा sen गर्म से 

की वृद्धि होनी ह 1 

२--बोदि-आतंबादर्भनम्र । योन्याश्च चाटाल्वस 8 
आनद नहा आता ह भार योनि (गर्भाशय ) मे चाटालल्व 
९ स्कुग्ण होना ar af होना 91 

“योनि से खराव होना न कि गर्भाशय से। क्योंकि 
wi के ean सें योनि का खराव नही होना ह। शेला 
चरक भगवान्‌ ने ज्ञा० 4 चे अध्याय में बनाया हे । उससे 


सिद्ध होना ह कि जीविन गर्ने सें योनि का ताव होता इ 
I 


स्तनयो. स्नन्यमोष्ठत्तनमज्डल्योः seeps? ॥ 
च० Blo S70 | 
“स्मादरमिण्य पीनोनच्नतपयोधरा aaa n 
सु० गा० ४ जन y 
स्तना स दुग्ध का आदुभाव होता इ ओष्ट और स्तन- 
( ) छृप्ण चर्ण को आप होते हैं। चर्मागय से 
aft के स्तन इष्ट और 


तस्सा 


तवचा रामराध्युद्रम- ॥ सु० जा० ३ ॐ०॥ 
नत, कण्डूः यजायत | कऽ्डूसूला किङ्भिसावाहि.? | 


Go Zo ८ Bo | 


च उमस खुजली आनी है 1 
खुजली क कारण शिळ ( 8५८ gramdorom ) पदा होता 


g 
= La शः क a ¢ 
है सर्वात चमे पर सफ्द wT पदा होनी हैं | 


८-वगेहानि चौर शियिळना छत्तित दोनी है 1 


नान 


पर नेचे ae होले हैं 


+ 
air 
मिह 


घ्नाचा सस्थान (Mosninz 70 ) ‘array (२) 


क 


अनन्नामिलापा, छर्दिः, अरोचकत्वस , अम्लकामना दौह- 
दब्चेति! 1 मुख से पानी आत्ता हैं, अन्न से रुचि sedi ह, वमन 
होता है, और खट्टे पदार्थो क ऊपर इच्छा होती हे । 
शै o 
cam और सळानय-'अभीच्णं पुरीपप्रवृत्तिः; 
a रिच्यते Jomo ५० Tol चार वार शौच होता 
है और मूत्र भी आने रूगता है । 

९-र्‍सामान्य परिवर्चन--'युख्यात्रन्वं, TAA ग्लानिः, 
इंपत्‌ श्वयथुः ear, कार्य, बलवर्णहानिरतिशयेन 
क्लान्तिश्व ॥ च० शा० ९ अ० } eo 

हाथ-परों से युरता Wea होती ह, आंखों में ग्लानि, परो 

स सूजन, करदाता, शारीरिक ake आर कान्ति की कमी 

होती ह और gare नी मालम होती है । ey 

इन लक्षणों से समझ ळना चाहिये कि aft गर्भवती हां 
गई ! आधुनिक सत से तीन प्रकार क लक्षण होते है-- 

( क) काल्पनिक fre (Presumptive signs ) 

( ख) सम्भवनीय fre ( Probable signs ) 

(य ) निश्चयात्मक लक्षण ( Positave signs ) 

(क) काल्पनिक fret मॅ--५-मासिक धर्म का 
होना, २-जी मचलाना, क होना, ३-स्तनों का परिवत्तंन, 
इ-स्तना सं दुग्ध आना, ८-पेट का चढ़ा होना, ६-पेट सें 
हलचल मालम होना, ea की शलेप्मल त्वचा का 
रङ्ग Azan, ८-मानसिक विचारों सें भिन्नता इत्यादि । 


(५) मानसिक oa रुकने के लिये गर्भ के अतिरिक्त 
रजो5दर्गन ( Ammenosshea , मासिक रुकना, युवा र 
का पाण्डुरोग ( Chlorosis }, राजयच्मा, मधुमेह और रजों- 
नित्रृत्ति ( Menopause) थे कारण होते हैं। उसी प्रकार 
कुछ न््रियां में मासिक धर्म का खाव होते इप मी गर्मो- 


स्पि होती ह । इसलिये मासिक ad का रुकना ये गर्भो 
fa के काल्पनिक चिह्न है, निश्चित नहीं 

(२) के होना, जी सचछाना-यह तो झारीरिक विकृति 
आर अत्नाणंजन्य भी हो समता हे 1 

(३) स्तनों में परिवर्तन होना-यह भी waa कणों में 
परिवक्तन होने से होता है। 

(४) स्तनों में aa का आना तो अथम गर्भ में सम्भव- 


नाय लक्षण ह । और वार वार होने वाछे असूति में तो यह 
नवास लक्षण नहीं हा सकता दे 1 


हाता है 1 = 
(३) पेट में हल्चल-पेट में चायु होने के कारण भी 
होता हे । 


(७) योनि की rene त्वचा का रंग वदळना-यह 


परिवर्तन रक़्मवाह की स्क्रावट से दोता है और इस रुकावट 
के लिये अद ( १०००० ) भी कारण art 


(८) मानसिक विचारों में मिन्नता-मामूली रोगों से, 
भय से या आपत्ति से भी हो सकती है। 
(a ) सम्मवनीच चिह्न ( Probab'e signs }— 
(४) गर्भायत वृद्धि ( Enlargement of uterus) 
THR का रुक सक्कर स्पंदून 1 (६) हियर का लक्षण 


oe शारीरस्थानम्‌ 

" (Hger's signs) (४) अन्तःस्थ और बहिःस्थ परीक्षा (घा क (0) 
| ~ : ; ३ ) योनि द्वारा अन्तःस्थ परीक्षा 

! (५) गर्भाशय की ध्वनि । agi का a होता है। रीक्षा करने से वालक के 
. (3) गर्भाशय वृद्धि-गर्भ रहने पर समान, जल्द और | (४) अरूण स्पन्दन--यह चौथे महीने के उपरान्त और 
` एक क्रम से होती है। परन्तु रुग्णावस्था में वह रुक-रुककर | पञ्चम महीने के प्रारम्भ सें प्रतीत होता है । 


२३ 


` और धीरे-धीरे तथा क्रमहीनता से युक्त होती है । (५) “एक्स” किरण XK’ Ray से फोटो खींचना । _ 
गर्भाशय की वृद्धि का मासानुसार निर्देश-- (६) और एक परीक्षा होती हे जिसमें after में 
सहीना गर्भाशय का आकार गर्भिणी के मूत्र की सुई ( Injection ) लगाते हैं और 
२ रे महीने के आखीर | अण्डे के आकार का pees उसे काट कर वीजकोप ( Ovary) की परीक्षा 
हरे son बडे सन्तरे का आकार | करते है। यह निश्चित परीक्षा है इसमें १४ दिन के गर्भिणी 
श्थे ,, „ भगास्थि की भी परीक्षा होती है ॥ १२॥ 
2 ( Symphysis तदा भ्रश्नति व्यवायं ऽ्यायाममपतर्पणमतिकशेनं 
a he pubs) के ऊपर ३ इञ्च | दिवास्वप्नं, रात्रिजागरणं शोक यानारोहणं भयमुत्कटु- 
५ वे non नाभि के नीचे १ इञ्च | कासन चवान्ततः स्नेहादिक्रियां शोणितमोक्षणं 
६ 5 महीना में नाभि चाकाले वेगविधारणं च न सेवेत ॥ १३॥ 
= ११ 99 के ऊपर १ इञ्च गर्भधारण के वाद वर्जनीय---गर्भ रहने पर मैथुन, 
oe ८ वें और अपतर्पण ( छंघनादि. 2 | 
कसरत, अपतपण ( “दुबले करने वाले प्रयोग ), 


६ महीना के उपरान्त 
नाभि के ऊपर 
हर एक महीना में 
' १ इञ्च वदता हे । 
१० वें महीना में ८ चें महीना के तुल्य 
' क्योंकि उस समय 
गर्भाशय नीचे आता है । 

(२) गर्भाशय का रुक-रुक कर स्पन्दुन--यह तीसरे 
महीने से प्रतीत होने लगता है। ५से १० मिनट के पश्चात्‌ 
लहर सी मालम होती हे। 

(3) हिगर का चिह--इसमें योनि में दो ages 
डाळकर देखना पड़ता हें। जिससे भीतर का भाग कडा 
और स्पञ्ञ के समान मालूम होता है। 

(४) अन्तःस्थ और वहिःस्थ परीक्षा--वाहर से दुवानेसे 
एक कडा गोला सा प्रतीत होता है। भीतर अङ्डुळी डालकर 
बच्चे के माथा को ऊपर ढकेलने से फिर वह उसी जगह पर 
आता है। 

( ५) गर्भाशय-ध्वनि--यह रक्तवाहिनियां बढ़ने से 
प्रतीत होती है । परन्तु ऐसी ध्वनि गुल्म 'ठ्यूमर' की वजह 
से भी प्रतीत हो सकती है । 

(य ) निश्चयात्मक चिह्न ( Positive Signs )-- 

(9) चाळक के हृदय का स्पन्दन, (२) गर्भनाळ का 
स्पन्दन ( £०००९ 502 ), (३) भ्रूण के भागों का पत्यक्षी- 
करण, (४) अूण-स्पन्दन, (५ ) “एक्स-रे? ('& Ray ) 
( ६) रासायनिक परीक्षा 201056 and Ascherm’s rea- 
chon— 

वाळक के हृद्य का स्पन्दन--नाभि और पुरोध्वं कूट को 
मिलाने के लिये एक लकीर खीचे और उसका मध्य विन्दु 
निकाले तो उस स्थान पर वाळक के हृदय का स्पन्दन उसके 

जीवित होने से प्रतीत होता है । 

(२) कमी-कमी गर्भनाल का स्पन्दून मालम होता है, 
यह धोखे का लक्षण है 1 


९ वें महीना सं 


अतिकशंच ( ज्यादा कुश करने वाले ), दिवास्वप्न ( दिन में 
सोना ), रात में जागना, यानारोहण ( गाडी, घोडा, 
सायकल, मोटर और रेल पर चढ़ना ), स्नेहन, स्वेदनादि 
क्रिया का सेवन, शोणितमोक्षण ( शरीर से खून निकालना ) 
और वेगविधारण ( वमन-विरेचनादि adtaq ait को 
रोकना ) इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिये ॥ १३॥ 
विमशंः--गर्भ-स्थापना होने पर मेथुन करने से गर्भ को 
पीडा होती है। व्यायाम से गर्भ की स्थिति में परिवर्तन 
होता है। seer ओर कृशता करने वाले कार्यों से गर्भ के 
शरीर की वृद्धि नहीं होती है। दिन में सोने से “दिवास्वा- 
पादिदोपश्च अ्रतिश्यायश्र जायते । अ्रतिश्यायादथो कासः 
कासास्सक्षायते TA: | क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोपश्राप्युपजायते' 
प्रतिश्याय आदि रोगों का आदुर्भाव होता हे । रात्रि सें 
जागने से प्रकृति खराब होती हे । शोक से वायु विकृत 
होती है। यान-रोहण से एक तो शरीर को झटके लगते 
Sl इस यान के वेग के कारण श्वासयन्त्रों में ज्यादा हवा 
भर जाती है । भय से खून ज्यादा जल्द दौड़ने लगता 
है। बेठने से गर्भ पर भार पढ़ता है और नीचे से गर्भ 
को आश्रय नहीं मिलता है! स्नेहन, स्वेदनादि पद्चकर्मों 
में से अष्टम महीने में आस्थापन-अनुवासन देने का विधान 
है। उसी प्रकार 'वातविण्सूत्रजुम्भाऽश्चकषवोद्गारवमीन्द्रियेः । 
छुतृप्णोच्छूसनिद्वा" !। इन त्रयोदश वेगो को धारण करने से 
उदावर्तं होता है। इस लिये उपयुक्त वस्तुओं का सेवन 
न करे॥ १३॥ 
दोषामिघातेगभिण्या यो यो भागः प्रपीड्यते | 
स स भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यने ॥१४॥ 
निषिद्ध सेवन से परिणाम- ऊपर लिखित वस्तुओं के सेवन 
करने से दोष प्रकुपित होकर गर्भिणी के अङ्गों को दूषित 
बनाता है और उसके जो अङ्ग दूपित होते हैं वे ही गर्भस्थ शिशु 


के भी दूषित होते है ॥ १४ ॥ 
विमर्थः--इस लिये उपरि निर्दिष्ट चीजों का सेवन करना 


द्धे , 


सुश्रतसंहिता 


ener 


चाहिये । उनके सेबन से गभस्थित वाळक पर चसा ही 
परिणाम होगा । इसलिये गर्भिणी की रक्षा सावधानीपूर्वक 
करने से गर्म की रत्रा हो सकती ह, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ 
तत्र प्रथमे मासि कलल जायते | 
द्विदीये शीवोष्मानिलेरमिप्रपच्यमानानां महा- 
भूतानां संघातो घनः सञ्गायते यदि पिण्डः पुसान्‌ - 
ज्ञी चेत्‌ पेशी, नपुंसकं Segara | 
तृतीये हस्तपादशिरसां पञ्च पिण्डका 
न्तेऽङ्गप्रत्यङ्गविभागश्च सूच्सो सववि | 
aga सोङ्गप्रत्यज्गविमागः प्रव्यक्तो भवति; 
गर्शेट्ृदयप्रञ्यक्तिभावाच्चेतनाघातुरभिऽ्यक्तो भवति; 
कस्मात ? तत्स्यानत्वान , तस्माद्रभंश्चतुर्थं मास्यमि 
प्रायमिन्द्रियार्थपु करोति | fezzat च नारीं दौह्वदिनी 
maa, दोढदविमाननात sea कुणिं खञ्जं जडं 
वामनं विकुदाक्षमनक्षं वा नारी सुतं जनयति, तस्मात्‌ 
सा यद्यदिच्छेत्तस्थे दापयेत्‌ | लब्घदोंह्दा हि 
वीर्यवन्तं चिरायुष च पुत्र जनयति १५॥ 
गर्भ का चार मास तक वृद्धिक्म--शुक्र और शोणित के 
सयोग से पहिले महीने मे गर्भ कल्ल (सिइघागम्रख्य) 
अर्यात्‌ छुदछुदाकार होता हे ॥ 
दूसरे महीने में जीत (zea), उष्मा ( पित्त) और 
अनिल ( वायु ) इनसे पञ्चमहानूतों का समूह गाटा बनता 
ह यंदि वढ समूहृ पिण्डाकृति--योरू रह तो पुत्र उत्पन्न 
होता हे! पेनी ( दी्घाळृति ) अधिक wedi ओर क्म चौड़ी 
ऐसी हो तो कन्या और अरुंद (iter Tamonr, क परिमाण 
छी हो तो नपुंसक होता ह! तीसरे महीने में दो हाथ, दो 
पर और गिर ऐसे पांच अवयवो के पांच पिण्ड होते हैं और 
रीवा, छाती, पृष्ट तथा उद्र ये अङ्ग आर ठोडी, नासिका, 
कान, Agel, TH इत्यादि प्रत्यङ्गं का विभाग 
होता 
चौथे महीने में सव अङ्ग-अत्यङ्ग के विभाग aa स्पष्ट हो 
जाते हैं। और गर्न का हृदय स्पष्ट होने सें चेतना धातु व्यक्त 
दाता 


es 
चिवत्त- 


‘EE 


Aye 
0 व 
EE 
a 
£ Sie 
i 
a 
भ 4 9 
PEE 
al 
4 
ae 


oe 
UJ 
iy 
A 


जो जो चाहे उसको उस देना चाहिय 
ft चीयवान्‌ ( पराक्रमी ) और - चिरायु 
करती दा १५ ॥ ~ 


Het 
at 


विमत्र --इस गच्च में चार २ मास तक में होने वाले 
परिवर्तन बताये हे 1 द्वितीय महीने सें पुत्र चा कन्या 
पहचान होती ह। आएनिक मत से हृव्यस्पन्दन से कन्या 
या पुत्र की परीचा करते पञ्चम सास क वाद होती ह 


हृदय का स्पन्दन यदि १४५ अति मिनिट हो या उससे अविक 
हो तो खी और उससे कम होने से पुरुष उत्पन्न होता ह! 
खिया का अधिक डरपोक होना उनके हृदय की गति का 
कारण हैं । इस प्रकार से उनका उप्गतामान Temperatar:, 
भी पुरुषा की अपेक्षा ज्यादा होता हे! दोहद की पूर्षिन 
होने से मानसिक और दारीरिक स्वास्थ्य वियड जाता 
| जिसका परिणाम सन्तान के ऊपर भी फलीमूत 
होता ह ॥ १९॥ 

भवन्ति चात्र— 

इन्द्रियाथीस्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तमिच्छति गर्भिणी | 

गभोबाव भयात्तांम्तान्‌ मिषगाह्ृत्य दापयेत्‌ १६॥ 
al Waele दा पत्रं जनयेत शुणान्तरिवम्‌ | 
अलव्घदीद्वदा गर्भ लभेदात्मनि वा भयम्‌ ll १५॥ 
येषु येध्विन्द्रियार्थयु sie दे वे विमानना । 
प्रजायेत सुतस्यात्तिघ्वस्मिस्तस्मिस्तथेन्त्रिये ॥ १८॥ 

पर्यो में sleet ना परिणाम-दान्द, स्पर, रूप, रस, गन्व 
इनमें से जो भी यर्मिणी sh चाहती हो, गर्भ को पीडा न हो 
इसलिये उसे लाकर Fa को देना चाहिये । | 

daz की यापि होनेसे गर्भिगी सद्गुणी पुत्र को पदा 
करती ह। adds ग्रास न हो तो स्वयं या पुत्र पीडित 


होता है 
पूर्ति न होगी 


॥ oy" 


गर्भावस्‍था क समय जिन इन्द्रियार्थों 
गभ की उन इन्द्रियों में पीड़ा या दोप उत्पन्न हो जाता हे। 
विमर्ग'--दोहँद की पृत्तिन होने से गर्भ को तो नव 

होता ही है किन्तु खी को भी भय रहता हे! कान से मनोहर 
ee सुनना, Atal से अच्छे-अच्छे पदार्थो का देखना, जिह्वा 
से सुचिप्रद भोजन का स्वाद लेना, नाक से सुगन्बियुक्त 
rai को dan और स्पर्दासुख का अनुभव करना इत्यादि 
कार्या की पूति करने से अच्यड्ग पुत्र होता हे । ait 
गर्भिणी ara रहती हैं, जिससे data सन्तति पदा 
होती ह ॥ १६-१८ ॥ 

राजसन्दशने यस्या दोहदं जायते खिणः 

अथत्रन्तं महाभागं FAR सा प्रसूयते ॥ १६॥ 
दुकूलपट्टकाशेयभूषणादिषु दौह्वदात | 

अलड्रारेषिणं पुत्रं ललितं सा प्रतूचते ॥ २० 1 

आश्रमे संयतात्मानं धमशीलं प्रतूयते | 
देवताप्रतिमायां तु प्रसूते पाषंदोपमम्‌ ॥ २१ ॥ 

दर्शने व्यालजातीचां हिंसाशीलं प्रसूयते ॥ २२ ॥ 
गोघामांसाराने पुत्र॑सुपुप्छुं घावनात्मकम्‌(घारणात्म कम) 
यबां मांसे तु बलिनं सर्वक्लेशसहं तथा ।॥ २३॥ 
माहिपे दांद्रदाच्छरं Tard लोमसयुतम्‌ | 
वरांहमांसान्‌ दमांसान्‌ स्वप्नालु शूरं सञ्जनयेत्सुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
मायोद्षिकान्तजद्वालं सदा बनचरं स्रुतम्‌ | 
सुमराद्विग्नमनसं नित्यसीतं च तेत्तिरात्‌ ॥ २५॥ 
अताध्नुक्तेपु या नारी ससमिध्यावि दौहंदम | 
शरीराचारशीलः सा समान जनयिष्यति 1 २६॥ 


अध्याय. ३ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


२% 


दौइंद से भावी सन्तान के got की पहचान--जिस स्री को 
राजा के दर्शन का दौहंद ( अभिळापा ) होता दै, वह खी 
धनवान्‌ और भाग्यचान्‌ पुत्र को उत्पन्न करती है । 

दुकूल ( शेला या झार ), पट्ट ( जरीका वख ), कौशेय 
( कोसा ), भूषण ( अळङ्कार ) इनमें दौहंद होने से 
अळङ्कार-प्रिय और ललित (agate से युक्त) पुत्र 
होता है । 

देवताओं की प्रतिमा (alt) में ठोहढ होने से पाप- 
दोपम ( देवानुंचर-तुल्य ) पुत्र उत्पन्न होता हे । 

तपस्वी लोगो के आश्रमों मे इच्छा होने से धर्मशील और 
जितेन्द्रिय पुत्र उत्पन्न करती है। हिंसक जाति के जीवा के 
wid में इच्छा होने से हिंसाश्ञील (दुष्ट प्रकृति वाला ) 
पुन्न उत्पन्न करती हे । 

योधा ( गोह ) के सांस खाने की इच्छा होने से Fras 
तथा दौडने चाळा पुत्र होता हे ( पाठभेद के अनुसार 
धारणात्मक = हृद्यगुहीतवस्तूनाममोचकस्‌ । जिस वस्तु के 
पीछे छगेगा उसको हस्तगत कर लेने चाला गोह जिस 
प्रकार वस्तु को चिपक कर पकड लेती है। उस प्रकार यह 
भी दृढ़ हठ करनेवाला होता ह ) | 

यो शब्द इन्द्रियों का वाचक है अर्थात्‌ बकरा, भेडा 
वगेरः इन्द्रिय घाळे जानवरों का मांस खाने की इच्छा होनेसे 
बलवान्‌ और सर्व दुःखों को सहन करने वाले gaat 
उत्पन्न करती है । 

Ya का मांस खाने की इच्छा रखने से वीर (पराक्रमी), 
लाळ आंख वाला तथा वदन पर केश होने वाळे पुत्र को, 
उसी प्रकार शूकर का मास खाने की इच्छा रखने से 
सोनेवाले और शूर पुत्र को उत्पन्न करती है । 

हरिण का मांस खाने की इच्छा रखने से उद्योगी, 
वेगवान और नित्य वनचर ( जङ्गल में घूमने वाळा ) ऐसे 
पुत्र को उत्पन्न करती हे । 

समर ( महाशूकरः, अन्ये महाश्चाकारश्चमरानूकः ) गो- 
सदृशा वनगाय या गवय के मास खानेकी इच्छा होने से 
विग्नमनस ( खिन्न प्रकृति का) और तीतर के मांस खाने 
की इच्छा रखने से डरपोक (या पाठान्तर से "नित्यं शीलं 
च तेत्तिरात? इस वचन के अनुसार हर समय शीळ सम्पन्न ) 
पुत्र को उत्पन्न करती है । 

अनुक्त deg का संग्रह बताते ह-जिन चीजों का वर्णन 
नहीं दिया हे ऐसे वस्तुओं का ध्यान ( इच्छा) करने से 
उनके शरीर के समान उन्हीं के आचार और विचार चाला 
पुत्र पेदा होता हे ॥ १९-२६ ॥ 

विमर्दा --दौहंद होने में कारण गर्भिणी के नित्य आचार 
विचार हे | ये दौर्हृद man, क्षत्रिय, वेश्य और ag इन 
चार वर्णो के व्यक्ति में विभाजित मालम होते हैं। ब्राह्मणो 
का जप, तप, आश्रम, देवता-विपयक प्रेम होता दे। छत्रियों 

का वीरता सें और राजैरवर्य सें प्रेम होता है। वेश्य-कपडा, 

लचा, FIT आदि का ध्यान रखते है । और गद्ग-मांस, 

aa इत्यादि के खान-पान में छोछुप होते हैं। जिसका 
€ Cm A a 

पूर्व कर्म के अनुसार जिस वर्ण सें प्रेम होगा चसा ही 

सन्तान Gar होती है । 


४ Ge शार 


कर्मणा चोदितं जन्तोर्भवितव्यं पुनर्मवेत्‌ | 
यथा तथा देवयोगादौहोदं जनयेद्घृदि ॥ २७ UI 

, deat में कारण--पू्चजन्म के कर्म के अनुसार गर्भ में 
Gat होने पर जैसा उसका भवितव्य होता है दैवयोग से 
सन में उसी प्रकार के ade की आकांक्षा उत्पन्न 
होती है ॥ २७॥ 

विमर्शः:--दैव और कर्म इनकी संगति घरावर चलती 
आती.हे । कर्म के ऊपर ठेव निर्भर करता है और देव के 
अनुसार कर्म चलते हें । ये दोनों गाडी के चक्र है । जिस 
प्रकार पक्षी विना पंख के उड नहीं सकते aa ही प्राणियों 
के जीवन मे कर्म और ठेव ये दो dats समान है। तो 
भी उसमे शुभ कमं करते रहने से ठेच की अनुकूलता 
me होती है। इस लिये कर्म-योग का प्राधान्य रहना 
चाहिये । 

पञ्चमे मनः प्रतिवुद्धतर भवति, पएे बुद्धिः, 
सप्तमे सबोह्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततरः, अ्रष्टमे5- 
स्थिरीभवत्योज्ञः, तत्र जातश्चेन्न जीवेन्रिरोजस्त्वाद 
नेऋतभागत्वाच्च ततो बलिं मांसौदनमस्मे दापयेत्‌ | 
नबभदशसेकादृशद्वादशानामन्यतमस्मिज्ञायते, अतो5- 
न्यथा विकारी भवति ॥ २८ ॥ 

गर्भ का पञ्चम महीने से वृद्धिकम- पांचवे महीने में सन 
अधिक ग्रचुद्ध एवं सचेत होता हे । पष्ट महीने में बुद्धि ma 
होती हे । सातवें महीने से सब अड प्रत्यङ्गों की अभिव्यक्ति 
भलीभांति होती हे । अर्थात्‌ चार शाखा, शिर और कोष्ट 

और A a 

यह छु. अङ्ग और प्रत्यङ्ग -्रीवा, मूर्धा वगर. स्पष्ट हो जाते है। 
आठवे महीने मे ओज चंचळ रहता हे । इस महीने मे 
वाळक पेढा होने पर नेऋत के भाग के कारण तथा ओज 
धातु क्षीण रहने से जीता नहीं । इस कारण asta को 
वलि देना चाहिये जो कि मास और भात का रहता है। 
नवम, TAA, ग्यारह या बारह महीने में वाळक पेदा होने से 
जीवित रहता है। इसके याद यदि प्रसव नहो तो वह 
विकारी गर्भ समझा जाता हे ॥ २८॥ 

fast --बालक के आयु का निर्णय प्रायः करना पडता 
है, इसलिये किस महीने मे कौन सा भाग वनता है, यह 
समझ लेना आवश्यक है। आठवें मास में आयुर्वेद के मत से 
न बचने का कारण ङुमारतन्त्र से दिया है यथा--निऋताय 
भागश्र वालेपु रुढेण दत्त.” उसी प्रकार “स्थिरीभवति ओज? 
यह भी पाठ 'अस्थिरीभवत्योज ' इस जगह है और उसीके 
पास “निरोजस्त्वात? ऐसा भी पाठ है। यहाँ निरोज का 
अर्थ क्षीण ओज' लेना चाहिये। तच सगति बैठती हे। 
चरक के मत से आठवे महीने का भी वाळक जीवित रह 
सकता हे । यदि प्रसूति के समय ओज वाळक में रहे। 
चरक के मत से गर्भ-प्रसूति-काळ दशम महीने के अन्त 
तक ki आधुनिक मत से सात महीने के वाद ga जीवित 
रह सकता हे । आठवें महीने में शरीर के ऊपर का स्तर 
( Epidermne layer ) पूरा वनता नहा! इसलिये चाळक 
का शरीर Gag के समान TT होता हे। उसका 
पाळन-पोपण भी कठिन हो जाता दै | 


४४४ 


२६ सुश्रुतसंहिता 
विमर्शः--गर्भनाडी होने के पहिळे गर्भाशय की धमनियों 
द्वारा गर्भ का पोषण होता हे पश्चात्‌ गर्भनाडी से पोषण 
होता है। जैसे तडाग के किनारे के चृक्षों के लिये तडाग का 
जल werd रुपसे वृद्धि का कारण होता है वंसे ही गर्भ 
का भी पोषण अग्रत्यक्षतया धमनियों द्वारा होता है । 
गर्भका पोषणक्रम (Nutrition of the ovam ) एफ 


NANI NNN Pt से 


चालक का उत्पत्तिक्रम-- 

पहिले दो सप्ताह में बुद्बुद के आकार का होता है । 

तीसरे सप्ताह में हाथ, पेर और पेट का साग 
Nural canal बनता हे | 


चौथे सप्ताह में आंख, कान, नाक, वनते हें । ५ मिली- 


मिटर उसकी लम्वाई होती है। nd 
दूसरे महीने में एक इञ्च के लगभग ठम्याई होती है, | स्वतन्त्र इत्ति और दूसरी परतन्त्रवृत्ति होती हे । स्वतन्त्र 
और ager की आकृति आती है । वृत्ति वह हे कि जब तक अण्ड के स्वरुप में गर्भ रहता ह 


तब तक वह स्वकीय शारीर सें रहने वाले ates ( Volk) 
भाग पर जीवन चलाता है। पश्चात अपरा का आश्रय लेकर 
के वह माता के शोणित से अपना जीवन-क्रम चलाता है 
थह परतन्त्र वृत्ति जीवन-क्रम हुआ है । 
चरक में शारीर स्थान छुठे अध्याय २३ थे राद्य में गर्भ 
का पोपणक्रम दिया है, जिसका भावार्थ निम्नलिखित हे । 
भूख-प्यामहीन गर्भ भाता के आश्रय से तथा उसके 
उपस्नेह और उपस्वेढ से बढ़ता Fi उपर्नेह रोमकूपा के 
सागो से चळ और चर्ण उत्पन्न करता El वह उपस्नेह 
साता का पोपण करता है, गर्भ की वृद्धि करता हे और स्तन्य 
( दुग्ध ) भी बढ़ाता है 
गर्भस्य खलु सम्भवतः पूर्व शिरः सम्भवतीत्याह 
tas’, शिरोमूलत्वात्‌ प्रघानेन्द्रियाणाम्‌ | 
हृदयमिति कृतवीर्यी वुद्धेसेनसश्च स्थानत्वात्‌ | 
नाभिरिति पाराशयः, ततो हि वेते देहो देहिनः | 
पाणिपादमिति मार्कण्डेयः, 


तीसरे महीने में तीन इच चढता है, हड्डी बनने की 
क्रिया area होती है। प्रथम we, अस्थि ( Carliledge ) 
वनती हे तदनन्तर उसमे खटिका ( Oalcrum ) संग्रह 
होने लगते है । 


चौथे महीने में ८-९ इञ्च के लगभग बढता है । 

पांचवे 5 FR ,, » » » है । 

ye ११ ४ ,, yo है 1 
ही सातवे महीने में वह स्वतन्त्रतया जीवन व्यतीत करता 
हे । प्राण वायु ( 05५४९०) सेवन करता है, हिलता- 
इरुता है, वाह्य,उप्णता का असर उस पर पडता है। 

wed महीने में उसके झारीर का ऊपरी स्तर ( Epide- 
rme) aga थोडा वनता हे । इसलिये वृद्ध पुरुष के समान 
उसका शरीर झुर्रीदार दीखता है । 

नवें महीने में दृद्धावस्था के समान रहने वाले लक्षण 
दूर हो जाते ह। दृशम सहीने में वह २० वीस इञ्च बढ़ता 
ह, ५ से ७ पोड उसका वजन होता है, चर्म सुलायम और 
चिकना होता है। agel, नख और अङुष्ट भजे के वनते है । 


, तन्मूलत्वाच्चेशया गर्भस्य | 
मातुस्तु खलु रसवहायां नाझ्यां गर्भेनामिनाडी मधष्यशरीरसिति सुभूतिगोँतमः, 
पदधा, साऽस्य मातुराहाररसवीयंमभिवहति! तेनो- तन्निबद्धत्वात्‌ सर्वगात्रसम्भवरुय tl 


पस्नेहेनास्यामिवृद्धिभषति । असञ्जाताङ्ग-प्रत्यज्ग बि- 
साग तु गभ तिपेकात्‌ ( 'असञ्जातान्न प्रत्यद्ग-प्रविभा- 
गमानिपेकात्‌' पाठभेदः ) sak सर्वशरीराबयब्ाततु- 
सारिणीनां रसबहानां तिर्यभातानां घमनीनासुपस्नेहो 
जीत्रयति ॥ २६ || 


तत्तु न सम्यक सर्वोणयज्ग प्रत्यङ्गानि युगपत्‌ सम्भ- 
वन्तीत्याह घन्वन्तरि', गर्भस्य सूचमत्वान्नोपलभ्यन्ते 
वशाङुरवच्चूतफलबश्च | तद्यथा--चूतफले परिपक्वे 
केशरमांसास्थिमजञानः एथक एथग्दश्यन्ते कालप्रक- 

गे का पोषण भकार-- माताके रसवहा नाडीमे गर्भ की aa! तान्येव तरुणे नोपलभ्यन्ते सूद्मत्वात्‌ , तेषां 
नाडी री हुई रहती है। वह नाडी माता के जाहार-रसके | रमाणा केशरादीनां काल प्रयतां करोति, एतेः 
वीय को गर्म के लिये पहुँचाती ह! उसी उपस्नेह से गर्भ | नेने TUBS व्याख्यातः एवं गर्भस्य तारुण्ये 
की बुद्धि होती है। सर्वेष्चज्ध प्रत्यद्ञेपु सत्स्वपि सोचम्यादनुपलब्धिः, तान्येव 

अच यहां यह झाका होती है कि जव तक गर्भनाडी | अलग्रकषपोत्‌ प्रव्यक्तानि भवन्ति ॥३०॥ - 


बहती ¢ € > a नै 

बहती ही नही तब तक गर्भ का पोषण कंसे होता रहता है ? | गर्मोल्त्तिकम - शौनक मुनि का मत है कि उत्पन्न होने 
fe iy 

वाले गर्भ का प्रथम शिर उत्पन्न होता हे । क्योंकि अधान 


ee चताते हे कि गर्भोत्पत्ति के लिये जव शुक्र का 
ae (चा में पतन होना ) होता है तव वे शुक्र- | इन्द्रिय कान, नाक, चक्ष, जिह्वा इत्यादि का निवास स्थान 
oe गित डिस्ब के bul मिलकर गर्भ को पेंढा करने | निर ही है। 
गते हे । इस गर्भ का पोषण होना आवश्यक है है 
सच अङ्ग-अत्यङ्गो से हीन होता है। ऐसी अवस्था त्त डा कल जरा निवे रि 
जवस्या सें ( गर्भ- | goa हे और उसकी प्रथम उत्पत्ति होती हे | 
e x 
पाराशय झुनि का कहना हे कि प्रथम नाभि उत्पन्न 


kv Fat) केदार-ङ्ल्या के अनुसार तिरष्छे 
ड ^ सब शरार के अवयवा का अनुसरण करने वाळी 
A, | होती है क्योंकि उसी से प्राणी १ ह 
है = मा के शरीर की बुद्धि होती हे । 
साकण्डेय सुनिका कथन हे कि प्रथम हाथ और पेर 


रसा को ले जाने चाली धमनियो का स्पल्पसार गर्भ को जीवन 
रस देता है ॥ २९॥ पैदा होते है। क्यों ‘ निर्भर a 
पदा हाते हे । क्योंकि गर्भ की चेष्टा उन पर निर्भर करती है। 


अध्याय २] शारीरस्थानम्‌. २७ 
CN 


सुभूति गोतम कहते ह कि मध्यशरीर प्रथम उत्पन्न वर्ण (कान्ति), स्थिर (शरीर की विद्यमानता Persistancy ), 


होता है क्योकि सब गात्रो की उत्पत्ति का सम्बन्ध उसी से है। 
भगवान्‌ धन्वन्तरि का कहना हे कि, ऊपर के मत ठीक 
नही ह क्योंकि एकसमयावच्छेद से ag और प्रत्यज्ञ उत्पन्न 
होते हे। गर्भ छोटा होने से जैसे बांस का अछुर या आम्र 
के 3 किस प्रकार वृद्धि होती है इसका पता नहीं 
लगता Fa ही गर्भ की वृद्धि का पता नहीं चछता है। जैसा 
आम का फळ पकने पर उसमें केशर, मास (गूदा), 
अस्थि ( geet), मज्जा (geet के भीतर का भाग), ये 
सब कुछु काल के वाढ अल्ग-अलग दीखते हे किन्तु चे ही 
भाग नये आम्र-फर्लो मे छोटे होने से नही मिलते । केदार, 
geet इनको काल (समय) ही व्यक्त करता हे । इसी 
प्रकार वांस के age की वृद्धि जाननी चाहिये 1 गर्भ 
छोटा होने से अङ्गनप्रत्य्ग रहने पर भी छोटे होने के कारण 
उनका साक्षात्कार नहीं होता हे। उनका AGRA समय 
से ही होता हे ॥ ३० ॥ 
विमर्श॑---दशरीर के सव अङ्ग महत्त्व रखते हे । इसी लिये 
उनकी उत्पत्ति एकसमयावच्छेद से ही होती हे। आकृति 
छोरी होने से उसका ज्ञान होना कठिन है । 
तन्न गर्भस्य पितृज माएज-रसजा-त्मज सत्त्वज- 
सात्म्यजानि शरीरलक्षणानि व्याख्यास्यामः | 
गर्भस्य, केश-शमश्र-लोमा-स्थि-नख-दन्त- 
सिरा-स्तायु-धमनी-रेतःप्रश्नतीनि स्थिराणि पितृजानि । 
मांस-शोणिव-मेदो-मज्ज-हन्नाभि-यक्तत्‌-प्लीहा 
न्त्र-गुद्प्श्चतीनि मृदूनि मातृजानि | 
शरीरोपचयो बलं वर्णः स्थितिहोनिश्व रसजानि | 
इन्द्रियाणि ' ज्ञानं विज्ञानमायुः सुखं दुःखादिकं 
चात्मजानि | 
सत्त्वजान्युत्तरत्र बच्यामः | 
वीयेमारोग्यं बलवणौ मेघा च सात्म्यजानि ॥३१॥। 
* गर्भे के पिठुजादि लक्षण--अब गर्भ के पितृज ( पिता- 
सम्बन्धी ), aga (माता-सम्बन्धी ), रसज (रस से 
उत्पन्न ), आत्मज ( आत्मा-सम्वन्धी ), सत्तज ( मन- 
सम्बन्धी ), सात्म्यज ( प्रकृति-सातम्य से होने वाले ), झारी- 
रिक लक्षण कहते हे-- 
पिता से '--गर्भ के केश ( Haars ), शमश्रु (दाढी, सूंछ), 
लोम ( छोटे-छोटे बाळ ), अस्थि ( हड्डी ), नख ( Nails ), 
दुन्त ( Teeth), शिरा ( ४५०5), स्नायु ( संहत्यर्थे Liga- 
ments और व्यवत्यर्थ Fibrous tissue ), धमनी ( Arte- 
ries ), रेतः ( वीर्य Semen ) इत्यादि स्थिर भाग होते हे! 
भाता से--मास ( Mascles के उत्पादक भाग ), झोणित 
( खून Blood), सेद्‌ (Fat चर्ची), मज्जा ( Marrow ), 
हृत्‌ ( हृदय, Heart ), नामि ( ढोंढी, Umbheus ), यक्त 
( जिगर-ए\९7 ), प्लीहा (Spleen-fareet), अन्त्र (आंतडी, 


— 


हानि ( हास Decay ) ये है। 

आत्मा से उत्पन्न होने वाले-एकादश इन्हियाँ, ज्ञान, 
विज्ञान, आयुष्य, सुख, दुःख इत्यादि है । 

सर्व से उत्पन्न होने वाले SIT आगे जाकर वतावेंगे । 

सात्म्य से उत्पन्न होने वाले वीर्य ( पराक्रम ), आरोग्य 
( Helth, स्वास्थ्य ), वळ (शक्ति, Strength), चणं (कान्ति), 
सेधा-धारणात्मक बुद्धि , ९.४४९ power) ये सव सात्म्य 


हैं ॥ ३१॥ 


विमरः--सः्व से उत्पन्न होने वाले "चरक.--भक्तिः, 
शीरं, शौचं, द्वेप', स्थतिः, मोह-स्त्यागो-मात्सर्य-भयं~ 
कोध-स्तन्द्रो-रसाह-स्तेदण्य-मादंवं-गाम्मीर्य-मनवस्थितत्व- 
मित्येवमादयश्चान्ये । 

भक्तिः ( श्रद्धा करना ), शीळम्‌ (उत्कृष्ट ata), शौचम्‌ 
( पाविञ्य ), Fa: ( goat करना ), स्मृति. (स्मरण करना), 
मोहः ( सन्देह होना ), त्यागः ( औदाय ), areata 
(मत्सर करना), शौय ( श्रता), भयम्‌ ( भीरुता), 
क्रोधः ( गुस्सा ), तन्द्रा ( निद्रा का प्रकार ), उत्साहः 
( काम करने की इच्छा ), तेचण्यम्‌ ( तेज रहना ), मार्दवम्‌ 
(aga), गाम्भीर्यम्‌ ( खूब सोचना), अनवस्थितत्वम्‌ 
(area) इत्यादि और भी उस प्रकार के अन्य गुण 
समझना चाहिये । 

तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक्‌ पयोदशनं भवति, 

दक्षिणाक्षिमहत्त्वं च, पूर्व च सकथ्युत्कपेति, बाहुल्याश्च 
पुन्नामघेयेपु द्रव्येषु दौहृदमभिध्यायति, स्वप्नेषु 
चोपलभते पद्मोत्पलकुमुदाम्रातकादीनि पुन्नामान्येव, 
प्रसन्नमुखवर्णा च भवति तां भूयात्‌ पुत्रमियं जनयि' 
ष्यृतीति, तद्विपर्यये कन्याम्‌ , यस्याः wagers 
पुरस्तान्निगेतसुदरं प्रागभिहितलक्षणं च तस्या नपुंसकः 
मिति विद्यात्‌ | यस्या मध्ये निम्न द्रोणीभूतमुदर सा 
युग्मं प्रसूयत इति॥ ३२॥ 

गर्भलङ्गनिश्चिति ~ तत्र (वाक्यालङ्कारे) जिस et के दहिने 
स्तन में प्रथमतः दुग्ध दीखेगा, दाहिनी आंख वडी होगी, 
प्रथम दाहिनी जघा चड़ी होगी, विशेष करके पुरुपवाचक पदार्थों 
में दौहंद होता हे, स्वप्न में कमळ, उत्पल ( श्वेत कमल ), 
कुसुद (कमळ का भेद), आञ्रातक (छसोडा) इत्यादि पुरुप- 
वाचक पदाथों' का दर्शन होता है, जिसका चेहरा और 
कान्ति प्रसन्नता के प्रदृ्श हों वह ga को पदा करेगी, 
ऐसा समझना चाहिये इनके विपरीत लक्षण चाले चिह्न 
होने से कन्या उत्पन्न करेगी, ऐसा समझना चाहिये । 
जिसके दोनों ङुक्तियां ऊची हों, आगे sax ( पेट ) निकला 
हो, और पूर्वकथित लक्षण ( पुरुप जन्म के तथा खरी होने के 
चिह्न ) हो तो समझना चाहिये कि नपुंसक पेढा होगा। 

जिसका मध्य भाग निम्न ( गहरा ) ग्ोणीभूत ( द्रोण के 


समान) हो तो समझना चाहिये कि जोडी (1५215 ) 


Intestines ) तथा युढ ( सळद्वार Rectum) इत्यादि ag- ; पेदा होगी ॥ ३२॥ 


= 


भाग माता से उपपन्न होते हे । 


विमर्श--हन्ह ( Twins, मिले वाळक ) के लिए जिस 


रससे उत्पन्न होने वाले--शरीर की पुष्टि, वळ (शक्ति), ' खी की रोमावली गहरी हुई दो चह दो सन्तान उत्पन्न 


८ 


सुश्रुतसरंहिता 


Fro 


४४४४४ महा 
PPP PPPOE OL LLL LLL LLL LL LLL “टी 


करेगी एसा समझना चाहिये 'रोमराजी भवेन्निम्ता यस्या 
या सबते यसी? इति ! 
चरक के आरीर स्थान के २ अध्याय मे कन्या पदा होने 
ean दिये हैं । उसके विरूद्ध पुत्र उत्पन्न होने के समझना 
चाहिब | यथा— 
सव्याइन्वेष्टा पुरुपार्थिनी स्त्री खी STATA TT | 
सव्य़ाचगर्भा न च वृत्तगर्भा सब्यग्रदुग्धा खयमेव सूते ॥ 
पुत्रे त्वतो लिड्वविपयंचण व्यामिश्रलिद्धों प्रकृति तृतीयास्‌ ॥ 
भवन्ति चात्र— 
दवता ब्राह्मणपराः शोचाचारहिते रताः | 
महागुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीताम्तु निगुंणान्‌ ॥३३॥ 
सद्गुगी aes के जन्म में कारण- देवताओं की पूजा 
करने वाळे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, Be तथा हितकर 
आचरण करने में तत्पर, पेसे माता-पिता सद्गुणी बालकों 
को पेदा करते ह! इससे विपरीत शुणवाले निर्गुणी area 
को उत्पन्न करते ह॥ 
विमर्श --कायिक, वाचिक और मानसिक अच्छे कर्म का 
फळ अच्छा ही होता है इसलिए दम्पति शुद्ध आचरण वाळे 
हों तो अच्छी सन्तान पदा होती ह। 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग -निषृत्तिः स्वभावादेव जायते | 
अन्न-प्रत्यक्ष-निव्रत्ती चे भवन्ति शुणागुणाः ॥ 
ते ते गर्भस्य विज्ञेया घर्माधमनिमित्तजा: ॥२४॥ 
इति सुश्रुवसदिताया शारीरस्थाने शुक्रशोणिवशुद्धि 
शारीरं नाम तृतीयोऽध्यायः | 
mens nn) 
में अङ्ग आर ग्रन्यङ्गों की उत्पत्ति 
स्वाभाविक तरह से होती हे किन्तु उनमें उत्कृधता और 
fron जो आनी है वह गर्भ के धर्म ग्रा अधर्म के कारण 
आनी 
विमझ--पीछे 'स्वभावमीशरं काळं यदृच्छां नियति 
नया?! इत्यादि श्लोक के अनुसार स्वभाव से ही az 
Taal की उन्पचि होती है। उनके ऊपर धर्माधर्म का असर 
पडना इ-इसट्प सदव सन्मार्ग पर चलना सवोत्कृष्ट ह । 
इति झागीरस्थाने शुक्रमा गितशुद्धियारीर नाम PASAT: 1 
—— seer 
यारीरे प्रश्नाः 
( Anatomy ) 
(7) निटनिश्चितडक्चपानि कामि ? 
(२) डिएन्तु नादद wey वृद्िक्मन म्‌ 


(३ ) पननादोनिर्मानत, प्राग गर्भल्य पोषणक्रम- कव भवति ? 
(४) ater नि>त-लशुयानि कनि ¢ 


(५) गमस्व कि peyote । ज्य निवृनिप्रकार- 
antenna प्रश्ना ( Physiolozy — 


(१) गस्य afro रसता त्मन-सत्त्वज-मात्म्यत्तान 
बान wets 
(२) नित्पोजपि जीवामा उथ योनी प्रसायते । 


i 


चतुर्थोऽध्यायः 


अथातो गर्भेव्याकरणं नाम शारीरं व्याख्यास्यामः॥१॥। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः 1२॥ 

विपय---अब गर्भव्याकरण नामक शारीर का व्यास्यान 
करगे! है 

जैसा कि भगवान धन्वन्तरि से कथन किया गया ह ॥१-२॥ 

विमर्ञ.--गर्भावक्रान्ति के पश्चात्‌ गर्भ ,का व्याकरण 
(विवरण ) जिसमें ह ऐसा आरीर स्थान का वर्णन करते 
हं। जंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे । इसमें भी 
( Development of the foetus) गर्भ क अङ्ग बढने की 
प्रक्रिया दी गयी ह 1 

अग्निः सोमो वायुः सत्त्वं रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि 

भूतात्मेति प्राणाः ॥ ३ ॥ 

प्राण-- अग्नि, सोम, वायु, सत्त्व, रज, तस, पञ्च इन्द्रिया 
( ज्ञानेन्ट्रियां ) और भूतामा ( जीवात्मा ) ये प्राण हैं ॥ ३॥ 

विमर्रा.--ऊपर दिये इये वारह प्राण हैं । प्रथम तो शरीर 
का वणन करना रहा किन्तु आधेय रूप प्राणों का वणन- 
देह की स्थिति उनके अधीन होने से करते हं1 आहार का 
पाचन करना, रस बनाना इत्यादि कर्मा द्वारा;अग्नि--शरीर 
का रक्षण करता ह। सोम-ओज इत्यादि सौम्य धातुओं का 
पोषण करक ONT का रक्षण करता है। वायु-उच्छवास- 
निःश्वास द्वारा शरीर की रक्षा करता हे । सत्त्व, रज और तम 
य जीवात्मा तथा मन क ऊपर असर डालकर उसके 
जीवन क कारण होते हैं। चछु-निह्ला आदि va ज्ञानेन्द्रियां 
रूप-रस आदिकों के अहण द्वारा शरीर को जीवित रखते हैं। 
उसी अकार भूतात्मा ( कर्मपुरप) शरीर को चेतना देने 
वाला होता इ । इस लिये ये सब प्राण हैं । 


तस्य खल्वेचं प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्या-( कचित्‌ 
झुक्रशोणिवस्य? पाठो न विद्यते )-सिपच्यमानस्य 
क्वीरस्येव सन्तानिकाः सप्र त्वचो-( षट त्वचः 'पा०? ) 
भवन्ति | तासां प्रथमाऽवभासिनी नाम, या सवोन्‌ 
बणीनवमासयति पञ्चविधां च छायां प्रकाशयति | सा 
ब्रीडेरादशभागप्रमाणा, सिध्मपद्मकण्टकाधिष्टाना | 

द्वितीया लोहिता नाम ब्रीहियोडशभागप्रमाणा, 
तिलकालकन्यच्छच्यङ्गाधिष्ठाना | 

तृतीया श्वेता नाम त्रीहिह्नद शभागप्रमाणा, चर्म- 
दलाजगल्लीमशाकाधिष्ठाचा | 

चतुर्थी ताम्रा नाम ब्रीहदेरष्रभागप्रमाणा, विविघ- 
किलासङुष्टाधिष्टाना | 

पञ्चमी वेदिनी नाम त्रीहिपब्रच्वभागप्रमाणा, कुछ- 
विसपाधिष्ठाना | 

पष्ठी रोहिणी नाम त्रीहिप्रमाणा, अन्थ्यपच्यचुंद- 
इलीपद्गलगण्डाघिष्राना । 

सप्तमी मांसघरा नाम त्रीहिद्दयप्रमाणा, भगन्दर- 
विट्रध्यर्शोऽविष्टाना ! 


अध्याय ४] 


शारीरस्थानम्‌ 


२६ 


५/२/५5... ० POET OTOP ०-००७-७७ ००४ 


यदेतत्‌ प्रमाणं निर्दिष्ट तन्मासलेष्वबकाशोपु, न 
ललाटे सूद्धमाडुल्यादिपु च, यतो बदथत्युदरेषु 
सुखेनाइुछोदरश्रमाणमवगाढ विध्येत्‌? (चि० eto १४) 
इति ॥ ४॥ 


स्व चार्ओं का वर्णन- इस प्रकार भूतात्माधिछित शुक्र और 
शोणित के पक्क होने पर, जिस प्रकार दूध पर मलाई आती 
हे उसी प्रकार सात त्वचाओं के स्तर बनते ह। उनमे से 
पहिली अवभासिनी नामक त्वचा होती है जो सव वणा को 
प्रकट करती हे और पांच प्रकार की छाया को प्रकाशित 
करती हे । चह चावल के अठारहवे भाग के समान मोटी 
होती हे, इसी त्वचा में सिध्म, पद्मकण्टक आदि रोग होते हे । 
दूसरी त्वचा रोहिता नाम की है । ae चाचळ के सोलहचे 
भाग के चरावर मोटी रहती हे । इसमे तिलकालक, न्यच्छु, 
व्यङ्ग ( वांग या छाई ) रोग रहते हे । 
तीसरी त्वचा श्‍वेता है । वह चावल के aed भाग के 
तुल्य मोटी रहती हे । उसमे adage, अजगल्ञिका और मशक 
( मस्सा ) का स्थान होता है । 
चौथी त्वचा ताम्रा नाम की हे। वह चावल के आठवे 
भाग के वराबर मोटी होती हे । उसमे नाना प्रकार के किलास 
और कुष्ट रोग होते हैं । | 
पाचची चेदिनी नाम की त्वचा ह। इसमे चावल के 
पञ्चमांदा भाग के चरात्रर मोटाई होती हे । इसमे कुष्ट और 
frag होते ह । 
पष्टी रोहिणी त्वचा | यह चाच क घरावर मोटी रहती 
हे । इसी में अन्थि, अपची, ade, गछ्गण्ड विकार होते ह। 
_ सातवीं मांसधरा हे। वह दो चावळ के बराबर मोटाई 
में हे। इसी सें भगन्दर ( Fistula ), विद्रधि ( Abscess ), 
बवासीर ( Piles) रोग होते ह । 
यह जो प्रमाण बताया हे,,सो मांसल स्थानों मे समझना 
चाहिये क्योंकि आगे चि० अ० १४ मे लिखा है कि बीहिसुखेन 
( न्रीहिसुख नामक यन्त्र से ) अडगृठे की मोटाई के प्रमाण 
में गहरा छेद करना चाहिये। ऐसा न समझे कि उपरि 
निर्दिष्ट प्रमाण ललाट या छोटी-छोटी अॅगुळियां मे का हे we 
विमझ.-ये जो सप्त त्वचाएँ ( Layers of shin ) 
चतायी हैं | उनमे ऊपर से लेते हुए नीचे भाग के नाम 
बताते हुए उनमें होने वाले रोग बताये ह। 
अवभासिनी पाच प्रकार की छाया बनाती हे । छाया 
और प्रभा इनमें थोडासा अन्तर हे । छाया समीप से देखी 
जाती है और प्रभा दूर से प्रकाशित होती है। sat को 
कान्ति कहते ह और छाया को चर्ण कहते हे । इन व्वचाओं के 
प्रमाण में ब्रीहि नाम का धान्य बताया है वह ‘aa’ है। कोई 
उसका चावल भी अर्थ बताते हे! यहां यह शङ्का उत्पन्न 
होती है कि यव छे या चावल, वह तो कभी प्रमाण में छोटा 
और कभी प्रमाण में मोटा मिलेगा तो उसमे कौन सा प्रमाण 
टीक होगा ? यह शाङ्का ठीक हे किन्तु शरीर भी तो सव लोगों 
का एकसा नही रहता है। वह भी तो भिन्न-भिन्न प्रकारों 
का होता है, या ऐसा कर सकते ह oie पद से उत्तम 
ofan यच लेवे और शरीर अच्छे तरुण पुरुप का लेवे तो 


सङ्गति ठीक होगी । चतुर्थ और पञ्चम स्तरों मे कष्ट ( Skin- 
di ence) होता हे । पञ्चम स्तर मे विसप॑ ( 7५7९5 ) 
भी रहता है। रोहिणी नाम छठी त्वचा में अन्थि (Lamour) 
अपची, az, ( Mahgnant Tumour ), श्लीपद ( Ele- 
phantiasis ), गरुगण्ड ( ७०५९ ) विकार होते हे । 

सप्तम त्वचा सें भगन्दर ( Fistula 11 Ano 3, विद्रधि 
( Abscess ) और अड ( Piles ) होते हे । 

जिस कारण ब्रीहिसुख ( rochor and Canula ) से 
उदर में छेद करने को लिखा हे अतः उपरि निर्दिष्ट प्रमाण 
मासल स्थानों से समझना चाहिये । 


चरक के मत से छः त्वचाये ह-- 

(१) उद्कधरा । (२) असृग्धरा । 

(३) सिध्म ( Cloasme ), किलास (1 eucoderma ) 
जिसमे ये रहते हे वह तृतीय त्वचा है । 

(४) चौथी त्वचा मे aq ( Ring worm ) ओर कुष्ठ 
( Skin Disease ) रहता हे । 

(५) पञ्चमी त्वचा मे अलजी और विद्रधि ( Abscess ) 
होती हे। (६) पष्ठी त्वचा फटने से अन्ध के माफिक चारों 
ओर अन्धकार होता है । इसी त्वचा मे काले और लाळ 
ढग की, वडे मूल वाली और चिकित्सा करने से कठिन 
ऐसी फुन्सियां होती हे । 

आधुनिक मत से त्वचा दो प्रकार की हे. Epdermis 
और Derms ( वाद्य और अन्तः त्वचा) यद्यपिये दो 
प्रकार की व्वचाये मालम होती हे तो भी इनमे भी, वाह्य 
त्वचा मे aie’ और अन्तः त्वचा में दो स्तर मिलते हैं। 
कुल ये भी सात स्तर HAE | 
कलाः खल्वपि सप्त भवन्ति घात्वाशयान्तरमर्यादाः!1५॥ 

कला वर्णन-कळाये भी सात होती हैं, वे धातु और 
आशयो के सर्यादा-स्थान पर होती है ॥ ५॥ 

विमर्श.-यहाँ यह शका अवश्य होती है कि आशय तौ 
नियत स्थान पर हे और कला तो सव शरीर पर है। 
फिर यह कळा का वर्णन किस प्रकार संगतियुष्त है। 
इसलिये यहां आशय शब्द का अर्थ अवस्थान प्रदेशा 
(मर्यादाभाग ) हे । इससे यह सिद्ध होता है कि रस- 
रक्तादि के मर्यादा भागों को कला कहते है। इन्हें ही 
आधुनिक काल स _ Mucous membrane, epithelium और 
synoviel membrane कहते हे । इसे cell कहना अधिक 
उपयुक्त होता है क्योंकि cell से Ra बनते हैं, उसी प्रकार 
कळारस ही धातु बनाता है । वही कफ पित्तादिकों की उत्पत्ति 
करता है। 

भवतदग्ात्रन-- 

यथा हि सारः काष्ठेषु छिद्यमानेपु दश्यते | 
तथा हि धातुमासेषु छिद्यमानेपु eat ॥ ६॥ 
egies ग्रतिच्छन्नान्‌ सन्तताश्व जरायुणा | 
श्लेष्मणा चेशितांश्वापि कलाभागांस्तु तान्‌ fee: ttt 
कला-स्वरूप--जेसे लकडी काटने से सार का TAT होता 
है उसी प्रकार मांस को काटने पर धातु का दर्शन होता है। 


| वही रस और रक्त रूपी दव्य है । 


३० 


ुश्रुतसंहिता 


हि्‌ 


स्नायुओं से ढके हुए और जरायु ( झिल्ली ) से व्याप्त 
तथा कफ से चेष्टित भागों को कलाभाग कहते है ॥ ६-७ Ul 

बिमझं यह वर्णन Mucous membrane, epithelium 
और synovial membrane से मिलता हे1 ये दो श्लोक 
कलाओं का स्वरूप बताते हे । ‘SE वाग्भट” में कळा का 
स्वरूप इस अकार है। यथा-'यस्तु धात्वाशयान्तरेघु 
क्लेदो$वतिष्टतते स यथास्वमूप्मभिर्विपक्त स्नायुश्लेप्मजरायु- 
च्छुन्नः काष्ठ इव सारो घातुरसशेपो-( रसबिशेषो पा० )- 
ऽएपत्वात्‌ कळा संज्ञा? “to सं० झा० Ho ५ ॥! 


तासा प्रथमा सांसधरा नाम, यस्यां मांसगताना 
( 'मांसे' वा ) शिराखायुधमनी-स्रोतसां प्रताना 
भवन्ति ॥ ८॥ 


प्रथम कला--उन सात कलाओं मे से प्रथम मांसधरा 
नामक कला है, जिसमे शिरा, स्नायु, धमनी और स्रोतसो 
की शाखाएँ होती ह ॥ ८ tt 
विमशः-प्रथम रसधरा कला का स्वरूप कहना रहा किन्तु 
उसका अन्तर्भाव घुरीपघरा से होता है। इस मांसधरा मे 
शिराओं ( Veins ), स्नायुं ( Ligaments या Nerves है 
धमनियो ( Arteries ) और स्रोतसो ( Tissues ) की 
शाखा-प्रशासाएँ रहती = | 
यथा विसमृणालानि विवद्धेन्ते समन्ततः | 
भूमी पङ्घोदकर्थानि तथा मांसे सिराऽऽदयः tell 


ऊपर के प्रतानों के लिये दृष्टान्त -भूमि पर पक्क (कीचड) 
और जळ से रहने वाले विस तन्लु,खूणाल, ( कमळनाळ ) 
जसे चारों ओर बढते है ॥ ५॥ 

विमर्शः--पऐसा विचार अवश्य होता हे कि प्रथम रस, 
रक्त, मांस इत्यादि धातुओं का क्रम होते हुये भी प्रथम 
सासधरा कला का वर्णन क्यों किया? प्रथम तो रसधरा 
का वर्णन तदनन्तर रक्तधरा का वर्णन उसके पश्चात्‌ मास- 
धरा का वणन करना उचित था किन्तु यहा मांसधरा का 
चर्णन किया दै इसका कारण यह हे कि मांसधरा आधार है 
और रक्तघरा उसके ऊपर रहने वाली हे इसलिये प्रथम 
सासधरा कळा का वर्णन किया है । 

द्वितीया रकघरा मांसस्याभ्यन्तरतः, तस्यां शो- 


fot विशेषतश्च सिरासु anette भषति 
( स्रवति पा० )॥ १०॥ 


THT कला--दूसरी रक्तधरा नामक कला है। यह 
मांस के भीतर से जाती हे, इसमें रक्त का संवहन होता हे। 
Tete कला विगेषतया शिराओं सें, यकृत में और 
प्लीहा में होती है ॥ १०॥ 

विमर्श —यङ्कत्‌ और प्लीहा ( Liver and spleen ) 
उसी war ‘Frog’ इस जगह ‘ara ऐसा पाठ 
मानने से--यकुत्‌ , प्लीहा और स्रोतस्‌ इन तीन स्थानों से 
रक्त को बनाने वाले तत्त्व रहते हे । जिनमें रक्त वनकर मास 
के भीतर से वहन करने लगता है । 


शक्षायथाऽमित्रहतात्‌ क्षीरिणः क्षीरमास्रवेत्‌ | 
Wee क्षतात्‌ क्षिप्रं शोणित संप्रसिच्यते ॥ ११॥ 


मांस से रक्त कैसे निकलता है इसका प्रमाण- दुग्ध वाले 
बच्चों से आघात करने पर जैसे दुग्ध आता दे । उसी प्रकार 
काटे हुये मांस से खून टपकने लगता हे ॥ ११ ॥ 

विमश--रक्तघरा कला है, इसमे क्या प्रमाण है ? इस 
लिये दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हे कि--मांस कारने पर रक्त 
निकलने से रक्तधरा कळा है, यह सिद्ध होता हैं । 


तृतीया सेदोघरा; मेदो हि सर्वभूतानासुदरस्थ- 
मण्बस्थिपु च महत्सु च मज्जा भवति ॥ १२॥ 


मेदोधरा कछा- तीसरी मेदोधरा कला है। यह सर्व" 
आणिमात्रो के उद्र में और छोटी-छोटी हड्डियों मे रहती है। 
वडी हड्डियों में मज्जा रहती है ॥ १२॥ ना 

विमर्श---मज्जा ( Bonemarrow ) और पेट के चर्म के 
नीचे भाग मे रहने वाली चर्बी मेदोधरा? कला है । ‘ae 
संग्रह” में और भी थोडा अधिक वर्णन हे ‘ada च शिरसि 
कपालप्रतिच्छुन्नं मस्तिप्काख्यं मस्तुलुड्वाख्य च' वही मेदो- 
धरा कला मस्तक से, कपालों ( Skulls) के भीतर सस्तु- 
ua मस्तिप्काख्य है! मेदोधरा कला मे चसा का भी अन्त- 
भाच होता है । 


स्थूलास्थिपु विशेषेण मज्जा त्वभ्यन्तराश्रितः | 
अथेतरेषु सर्वेषु सर'्तं मेद्‌ उच्यते II 
शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा बसा परिकीर्तिता ॥१३॥ 
गद्योक्त मेद का स्पष्टीऊरण- विशेष करके स्थूछ हड्डियों के 
भीतर मज्जा रहती है। इनके ( स्थूल हड्डियों के ) अतिरिक्त 
इतर ( सूच्म ) सब हड्डियों में रक्त के साथ मेढ रहता 
है। शुद्ध मांस का जो स्नेह रहता है, वह “वसा” नाम से 
कहा जाता है ॥ १३ ॥ 
विमर्शः--चसा, सञ्जा और सेद तीनों पदार्थ 'मेदोधरा' 
कला के अन्तर्गत आते हे। उनका परस्पर भेद निम्न 
प्रकार से है-- 
सञ्जा सेढ वसा 
(3) स्थूळ अस्थियों (१) सूचम हड्डियों मे (१) शुद्ध मांस का 
में रहती है। रहता ह्‌ | जो स्नेह है, 
वह वसाहे | 
चतुर्थी श्लेष्मघरा, सर्वेसन्धिपु प्राणभ्वतां भबति ॥१४॥ 
इलेष्मधरा कला का वर्णन- प्राणियों की सवे सन्धियों में 
रहने वाली कला 'श्लेप्मघरा' है॥ १४ ॥ 


विमर्श---यह श्लेप्मधरा ( synovial fiud ) बनाने 
चाली कला है । 


भवति चात्र-- 
स्नेहाभ्यक्ते यथा TI चक्रं साधु प्रवर्तते | 
सन्धयः साधु वतन्ते संरिलषटा. श्लेष्मणा तथा॥१४॥ 
इलेष्मधरा कळा का कार्य-जिस प्रकार अक्ष ( चक्र में 
घूमने वाला दण्ड, महाराष्ट्र भाषासें TABS या धुरा) 
के ऊपर तेल छोडने से गाडी का चक्र ( पहिया ) अच्छी 
तरह घूमता है । उसी प्रकार शलेप्मा से युक्त सन्धियाँ भी 
अच्छी तरह घूमती ह ॥ १५॥ 


ध्याय ४ ] 
विमर्श --श्लेप्मठ za (Synovial fluid ) यह तेल 
सहच सन्धियों के भीतर tare जिस से aan आपस मे 
wre नहीं साती और गुक दूसरे पर अच्छी तरह धूम 
सकती है | 
पञ्चमी पुरीपघरा नाम, याऽन्तः कोष्ठे मलम 
भिविभजते पकाशयस्था ॥ १६॥ 
यकृत्समन्तात्‌ कोष्ठं च तथाऽन्त्राणि समाश्रिता | 
उण्डुकस्थं विभजते मलं मलधरा कला |! १७॥ 
पृरीषधरा कला का वर्णन- पांचवी कळा का नाम पुरीप- 
धरा दै । जो कोष्ट में रहकर पक्काशय का आश्रय करनी हुई 
मळ का विभजन ( प्रथक्‍्करण ) करती हे । 
यकृत के पाम कोष्ट और आंतों का आश्रय करती हुई, 
उण्डुक में रहने चाले सल को विभक्त करने वाळी कला 
'सलधरा है ॥ १६-५७ ॥ - 
विमर्श+--पांचवी कला "पुरीषधरा? ह इसे बृद्ददन्त्र 
( Large intestine ) कहते है । freq श्लोक का वर्णन 
लघु अन्त्र और ger अन्त्र दोनो को बताने चाला है। 
यहां यकृत्‌ से आरम्भ होने वाला लघ्वन्त्र ( small inte 
5४01९ ) ह और भागे उण्डुकस्थ ( उण्डुक पर रहने वाला ) 
बृहदन्त्र ( Lirge intestine ), इस प्रकार दोनों अँतडियां 
आती हैं। आनिक मत से बृहद्‌ अन्त्र large intestine ) 
और ( Various parts of colon ) यह है । 
प्राचीन मतो मे गयी, चरक, सुश्रुत और वृद्ध वाग्भर के 
सत से वृहदन्त्र ही नहीं किन्तु आमाराय, पक्काशय, मूत्राशय, 
रक्तादाय, हृदय, उण्डुक जर फुफ्फुस आदि को भो कोष्ट 
कहते ह। अर्थात इनमे से मल को WR करने वाली 
पुरीपघरा कला दे । 
पष्ठी पित्तधरा या चतुर्विधमन्नपानमाशयात् प्रच्युतं 
पक्काशयोपस्थितं घारयति ॥ १८ || 
पित्तपरा कला,-छुटी "पित्तधरा? नामक कला हे जो 
afd, खाद्य, पेय, लेता, यह जो चार प्रकार का अन्न हे 
उसको आमाशय से निकलते हुए पक्राशय की ओर जाते 
हुए धारण करती है । यही पित्तधरा कला हे ॥ १८॥ 
विमर्श --आचुनिक मत से यह 0०५९००० हु । यहां 
पर ही पाचक रसों के एकत्र होने का केन्द्र हे। इसे ग्रहणी 
नाम से प्राचीन छोग सम्बोधित करते है। अष्टाङ्गसंग्रह मे 
दिया है कि--“पष्टी पित्तघरा नाम पक्कामारायमध्यस्था, सा 
तन्तरग्न्यथिष्टानतयाऽऽमपकाशययो मध्ये चतुर्विधमन्नं वलेन 
विधार्य पित्ततेजसा शोपयन्ती पचति”? sto wo शा० अ० ५ | 
अशितं खादितं पीत लीढं को्ठगतं नृणाम्‌ | 
तज्जीयेति यथाकालं शोपितं पित्ततेजसा ॥ ६६॥ 
ऊपर का अर्थ इलोक गॅ-भोजन किया हुआ, खाया तथा 
पान किया हुआ, लीढ ( चाटा हुआ ) यह चार प्रकार का 
सुक्त पदार्थ मनुष्यों के पेट में पित्त के तेज से झोपित किया 
गया थथासमय जीर्ण हो जाता है ॥ १९॥ 
विमर्श.--इस जगह 'यथाकाळ' ऐसा लिखने से तीचगा- 
नि, विषमाञ्चि, ara, म*ग्रमाझि के अनुसार और मात्रा 


FS TR 5: TTPO rT sss NE CNRS RE CPN = ee 


शारीरस्थानम्‌ 


३१ 


"५८ 0५१" NAAN HANNS NANA ANNAN ANN RR LINES PY 2५८८७ PP 


he eae 
के | दब्य, गुरु दुव्य, रघु मात्रा, अतिकाल में ली हुई मात्रा, 


काळ के पूर्व ळी हुई मात्रा का बोध होता है ॥ १९॥ 
सप्तमी शुक्रपरा, या सबेप्राणिनां सर्वशरीरव्यापिनी ॥ 
शुक्रधरा कछाः-सातवीं शुक्रधरा कला है जो सम्पूर्ण 
प्राणियों के अखिल शरीर मे व्याप्त रहती है ॥ २० ॥ 
विमर्श--धरीर में शुक्र ( 8७८०४ dd ) को सञ्चित 
करने बाली यह कळा हे 1 यद्यपि आधुनिक मत से शुक्र का 
सर्वशरीर-व्यापकत्व सिद्ध नहीं है तथा शुक्रधरा कला भी 
प्रत्यक्ष नहीं है। यदि शुक्र से तात्पर्य अण्डकोप के अन्तः- 
खाव से हो तो शुक्रधरा कला का अर्थ रक्तवाहिनीगत 
इलेप्सफका (Indothelum ) किया जा सकता है | 
यथा पयसि सर्पिस्तु शुडश्चेक्षुरसे यथा | 
शरीरेषु तथा शुक्र नृणां विद्याद्धिवग्बरः ॥ २१॥ 
शुक्रव्यापकता के इृष्टान्त- जैसे दूध मे घी सर्वत्र रहता है। 
ऊख ( गन्ना ) में जिस प्रकार शुट रहता है, उसी प्रकार 
पुरुषों के शरीर में शुक्र रहता है ॥ २१ ॥ 
विमशं---जिस प्रकार दूध के वर्ण से घी का अनुमान 
होता है, ईख की पुष्टि से उसके मिठास का पता चलता है 
उसी प्रकार मनुष्य ( मानव ) शरीर देखने से उसके भीतर 
के शुक्र का पता चलता है। जिस प्रकार दूध के मथने से घी 
निकलता है उसी प्रकार अण्टकोप (‘Lesticle ) से सञ्चित 
हुआ शुक्र मैथुन से दृश्य होता है । 
sage दक्षिणे we बस्तिद्वारस्य चाप्यधः | 
मृत्रत्नीतःपथाच्छुक्र पुरुपस्य TAIT ॥ २२ ॥ 
शक्रमार्ग- वस्ति द्वार के भी नीचे दो age दक्षिण 
(दाहिने ) और ( पाठभेद के अनुसार वायें तर्फ) सूत्र-वहन 
मार्ग से पुरुप का शुक्र निकछता हे ॥ २२ ॥ 
विमर्दा.--पुरुप मे मूत्रमार्ग और शुक्रमार्ग एक ही होता 
ह । बाहर निकलने के लिए भिन्न मार्ग नही है। वस्ति के 
दोनों और दो शुक्राशय (Seminal vesicles ) रहते हें 
जिनसे शुक्र मेड्खरोत ( urathral canal ) से जाता है। 
कुत्स्नदेहाश्रितं शुक्र प्रसन्नमनसस्तथा | 
alg व्यायच्छुतश्चापि हर्षात्तत्‌ सम्प्रवर्तते ॥२३।। 
दर्षजन्य शुक्रप्रादुर्भाव- प्रसन्न सन होकर ख्री-प्रसंग करने 
चाळे पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाळा शुक्र हर्ष के कारण 
प्रवृत्त होता है ॥ २३ ॥ 
विमर्श---शुक्र तो शरीर में अदृश्य रहता है तो उसके 
प्रत्यक्ष होने का कारण क्या हे? इसलिए बताते हे कि 
प्रसन्नतापूर्वक dag करने से शुक्र का म्रत्यक्षीकरण 
होता है। | 
गृहीतगभाणामात्तेवबहानां खोतसां बत्मीन्य- 
वस्द्धः्यन्ते गर्भेण, तस्माद्‌ ग्रहीतगभोणामात्तेवं न 
दृश्यते) ततस्तदधः प्रतिहतमूध्वेमागतमपर॑ चोपचीय" 
मानमपरेत्यमिधीयते, शेपं चोध्वेतरमागर्त पयोघ- 
राबभिप्रतिपद्यते, तस्माह्रमिण्यः पीनोन्नतपयोधरा 
भवन्ति ॥ २४॥ 


१~~नामे प्रत्यक्ष शा०?। 


३२ 


—— 


गर्मवती ot के आतँव न टोग्वने तथा पृष्ट स्तन और अपरा 
बनने में कारण- गर्भवती Prat में aaa ata के 
मार्ग गर्भ के कारण रुक जाते है, इसलिए गर्भवती ख्रियों का 
arta दीखता नहीं, किन्तु वह रुका हुआ जात्तव नीचे न 
जाते हुए ऊपर की ओर ( गर्भाशय में ) एकत्र होता हे जिसे 
“अपरा? कहते हॅ, शेप रुका हुआ जात्तंव स्तनों को प्राप्त 
होता है. जिससे गर्भिणी के स्तन पुष्ट और उन्नत हो 
जाते ह ॥ २४॥ र 
विमर्श.-_अपरा का दूसरा नाम 'अमरा' भी ह। इसे 
Placenta कहते है । इसके ऊपर एक पतली झिल्ली 
( Membrane ) होती हैं । इसी झिल्ली के भीतर 'अपरा! के 
समीप बच्चा रहता हे । वह देखने में अत्यन्त सुन्दर प्रतीत 
होता है। 
गर्भस्य यक्त्लीहानी शोणितजी, शोणितफेन- 
प्रभवः फुप्फुस', शोणितकिट्टप्रभव उण्डुकः ॥ २५॥ 
wed, ‘ete, फुफ्फुस और उण्डुक की उत्पत्ति - गर्भ 
के यकृत और प्लीहा रक्त ( खून ) से Gat होते हे । फेफडा- 
यह रक्त के फेन से उत्पन्न होता ह) रुधिर के मल से 
“उग्हुक' Gat होता है ॥ २० ॥ 
विमर्श aga, प्लीहा के सदश क्लोम भी शोणित से 
उत्पन्न होता हृ! वृद्ध वाग्भट ने लिसा ह--रक्तादनिल- 
युक्तात्‌ कालीयकम्‌? ao स० शा० अ०५। फुप्फुस की 
उत्पत्ति वताते हुवे 'फुप्फुसी' यह द्विवचन न देने का 
तात्पर्य यह हे कि जातिवाचक शब्द के लिये एकवचन देने 
की प्रथा ह। उण्डुक ( पोट्टलकः Appendix) यह रक्त के 
fiz से उत्पन्न होता है। 


अस्रजः शलेष्मणश्चापि यः प्रसाद: परो मतः | 
तं पच्यमानं पित्तेन वायुश्राप्यनुधावति । 
ततो$स्यान्त्राणि जायन्ते गुद बस्तिश्व देहिन. ॥२६॥ 
आन्त, शुट और वस्नित्रो की उत्पत्ति - रक्त और कफ का 
जो उत्तम सार भाग ह उसको पित्त से पचाते समय वायु भी 
उधर दोडती ह। जिससे भाणिओं की अतडी, गुदद्वार और 
वस्ति उत्पन्न होती ह ॥ २६॥ 
विमर्ञ--शीसा फूकने वाले जिस प्रकार afte को फूक 
कर शीशी, dae बनाते हैं उसी प्रकार पोळे अवयर्वा के 
निर्माणमें वायु कारण होता हे | 


इद्रे पच्यमानानामाध्मानादुक्मसारवत्त्‌ | 
कफशोणितमांखानां सारो जिह! प्रजायते || २७ || 
जिहा की उत्पत्ति -उदर (पेट ) में पच्यमान ( पचने 
वाले ) कफ, रक्त आर माल सत्व से fel उत्पन्न होती हे 
ज्ञसे--धाकने पर सुवर्ण का सार भाग डेप रहता हे। 
aa ही जिह्वा भी कफ, रक्त और मास का सार होती ह ॥२७॥ 
विमर्श “set पच्यमानानाम्‌? इस जगह “गयी? के 
मतानुसार ( 'हृढ्ये पच्यमानानाम्‌? यह पाठ है । जिह्वा 
( Tongue’) की उत्पत्ति साररूप = । 
-यथार्थमूष्मणा युक्तो बायु' स्रोतांसि दारयेत्‌ । 
अनुप्रविश्य पिशित पेशीविंभज्ञते तथा ॥ २८॥ 


सुश्रतसंहिता 


RS 
NE I NS शर ~ 


ee ree oe RINE ORDA AONE ES 5 ee 
~ 


म्रोतसों का विटारण और पेदियों का वनना “जैसे समु- 
चित उग्णता से युक्त होती हुई वायु स्रोतों को विदीण करती 
है, उन्हे वढाती ह। उसी प्रकार बद्दी वायु मास को प्राप्त 
होकर पेक्षियों के रूप मे उसे विभक्त करती ₹ ॥ २८॥ ५ 
विमर्श--यहा वायु स्रोतों (17% = मागं ) को कमे 
विदीर्ण करती है, यद बताया है और ( Muscles ) पेशी बनने 
की क्रिया ढी गई हे! किसी के मत में पेशी आच्छादून 
( Covering ) HI उदाहरणार्थं £१५९1५ sheath और 
Serous membrane हैं 1 हृदयपेशी ( Pericardium ), सिरा 
पेली (membranous coverings of Veins ), अम्धिपेश्ञी 
( Peri-ostiam ) 1 
Aza: स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्वमाप्लुयात्‌ | 
सिराणां तु मृदुः पाकः रनायूनां च ततः खरः ॥ 
आशाय्याभ्यासयोगेन करोत्याशायसम्भवम्‌ | २६॥ 
स्नायु और आजयो की उत्पत्ति'- सिरा सेद का स्नेह लेकर 
स्नायुस्व को ग्राप्त होती ह। गिरा और स्नायु इनमें अन्वर 
यह है कि शिराओं का पाक az रहता हे और स्नायुओं a 
पाक उससे (fei से) खर (कठिन) रहता ह। 
चारम्वार रहने का अभ्यास करते-करते ( वायु ) आइयो की 
उत्पत्ति करती हे । लिसा भी ह--स वायुर्मासपेशीषु आशय्य 
आ समन्तात निवास कृत्वा हृदयादायाना सम्भवसुत्प्त्ति 
करोति? ॥ २९॥ 
विमर्श --शिरा ( ४९०५) और स्नायु ( Lagaments ) 
तथा आय इनकी उत्पत्ति चतायी हे। स्नायु किसी मत से 
muscles भी कहलाते ह। जैसे प्रतानवती स्नायु, सुपिरा 
स्नायु, चृत्ता इत्यादि । उसी प्रकार स्नायुओ के कार्य भी 
धउत्नेपणापक्षेपण' इत्यादि दे । डल्हण में दिया भी हे 'क्रिया- 
स्वशक्तिरिति’ । स्नायु को muscles मानने पर lagiments 
कौन से हे, यह प्रश्न रह जाता है। सन्धिवन्थन यही 1१- 
ments z t 


रक्तमेदःप्रसादाद्‌ वृको, मांसासुकफमेदःप्रसादाद्‌ 
बृषणो, शोणितकफप्रसादज हृदय, यदाभ्रया हि 
घमन्यः प्राणवहा , तस्याधो वामतः caller फुप्कुस्च, 
दक्षिणतो यत्‌ छोम च; तद्विशोपेण चेतनास्थानम्‌ ; 
अतस्तस्मिस्तमसा55वृने सब प्राणिनः स्वपन्ति ।।३०॥। 
वृक्क, वृषण और हृदय की उत्पत्ति- रक्त और मेद के खार 

से बुक्क (ge) बनते ह। मास, रक्त, कफ और मेद इनके 
सार से वृषण ( अण्ड) चनते ह। रक्त और कफ के सार से 
हृदय चनता हे । जिसके आधार से प्राणवहा धमनिया रहती 
है। उसके नीचे बाई ओर प्लीहा और फुफ्फुस zi दक्षिण 
( दहिने) ओर यक्त ( जिगर) और क्लोम हे! हृटय- 
यह विशेष करके चेतनास्थान ह। इसलिये तम से जब 
हृदय आच्छादित होता है तो सब आणिलोग सो जाते हैं ॥1३०ा 
विमर्श इस Tea चक्क (Kid: ९५) वृषण ( Testi- 
cles ), हृदय (Heart) की उत्पत्ति वतायी है। हृदय के 
वाई ओर फुप्फुस बताया ह, ठाहिनी ओर नहीं, इसका 
कारण यह हृ कि हृदय स्पष्टतया उस ९ फुप्फुस ) पर 


३४ 


सुश्रुतसंद्दिता 


teres) वनती है और @afirt ( Ductus venosus ) 
से रिरावन्धनिका ( hgament venosum of liver ) 
बनती है t 

निद्रां तु वेष्णदी पाप्मानमुपदिशन्ति, सा स्वभा- 
घत एब सर्वेप्राणिनोऽमिस्प्रशति | तत्र यदा संज्ञाः 
बहानि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः श्लेष्मा प्रतिपद्यते, तदा 
तामसी नाम निद्रा सम्भतत्यनववोधिनी, स प्रलय- 
काले, तमोभूयिष्ठानामह सु निशासु च भवति, रजो- 
भूयिष्ठानामनिमित्त, सत्त्वभूबिष्ठानामधंरात्रे, क्षीणः 
श्लेष्मणामनिलबहुलानां मनःशारीराभितापिनां च नेव 
सा वेकारिणी भवति ॥ ३२॥ 

निद्रा -निटा-यह विष्णु की माया स्वरूप हे और इसे 
पापिनी भी कहते है । क्योंकि वह सव शुभ कर्मा के 
व्यापार का नाश करती है । जव तमोगुण-वाहुल्ययुक्त 
कफ, संज्ञावह Gat को प्राप्त होता हे तत्र तामसी निद्रा 
होती हे जो ज्ञान नहीं होने देती है, चह प्रलय काल में 
आती है। तमोणुणयुक्त प्राणियों को दिन में और रात में 
निद्रा प्राप्त होती हे । रजोगुण युक्त प्राणियों को 'अनिमित्तम- 
नियतकालम्‌' कभी रात से कभी दिन सें निद्रा प्राप्त होती हे । 
उनके निद्रा का समय निश्चित नहीं होता है क्योंकि रजोगुण 
wae प्रकृति वाला होता है । सस्वभूयिष्ट लोगो को 
अर्द्रात्रि में निदा आस होती है । जिनका कफ क्षीण हो गया 
हो और वाचु वढ गया हो सन और शरीर में पीड़ा होती 
हो तो उन्हें निद्रा आती ही नहीं, उसे वेकारिकी निद्रा 
कहते हें ॥ ३२ ॥ 

विमरश---निका तीन प्रकार की होती है। एक तामसी 
दूसरी स्वाभाविकी और तीसरी वेकारिकी । तामसी निद्रा 
मळ्यकाल सें मत्त होती दे । स्वाभाविकी निद्रा मनुष्य की 
प्रकृति के अनुसार कभी रात-दिन, कभी येवक्त और कभी 
नर्धरात्रि सें आती है। वेकारिकी निद्रा मन और झारीर 
क्ट में रहने से आती ही नही । वेकारिकी निद्रा का कारण 
कफ घटना और चायु बढ़ना है। ये दोप लड्न dk श्रमसे 
चेकारिकी निदा के अनुसार कहीं घटते और acd हा 
बहुतों को श्रम से और लघन से निद्रा आती हे। उसका 
कारण यह होता है कि मन के क्डान्त ( थकने के) होने के 
चाद कर्मात्मा भी श्रान्त होता हे, तव विपयों से उसकी 
वासना हर जाती दै जिससे fst आती हे । अशाङ्ग-संग्रह 
के मत के अनुसार निद्रा सात प्रकार की होती है । यथा-- 
चच] 


कालस्वभावामयचित्तदेहखेदे 7] कफागन्तुतमोभचा e 
निद्रा चिभत्ति प्रथमा शरीरं पाप्मान्तगा व्याधिनिमित्तमन्या 
` (५) कारुस्वभावजन्य निदा (२ 
जन्य निद्रा (३) चित्तखेद्जन्य निद्रा 
निद्रा (५) कफजन्य निद्रा (६) आयन्तु निद्रा (७) 
तमोभवनिठा । इन निडाओं में से प्रथम नित्रा शरीर की 

उपस्तम्भ स्वरूप होती है, शेप द निद्वाएँ पापस्वर्य 

( विकार युक्त ) होती है । 

~ भवन्ति चान्न-- 

हदयं चेतनास्थानमुक्त सुश्रुत ! देहिनाम्‌ | 


t 
2 आमय (रोग ) 
(४) देहखेदजन्य 


तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ 11 ३३॥ 
निद्राहेतुस्तमः avd बोघने द्वेतुरुच्यते । 
स्वभाव एव वा हेतुर्गंरीयान्‌ परिकीत्त्येते । ३४ ॥ 

निद्रा का पसन में विषयः- हे aga! व्यक्ति का चेतना 
स्थान हृदय है। जब वह तमोगुणसे ema होता है तो 
प्राणियों को Rema होती है। निद्रा का कारण तमोगुण 
हे और जगने का कारण सत्वहे। fer स्वभाव ही 
प्रधान कारण दे उसके लिये दूसरे देतुओं की आवश्यकता 
नहीं है, नहीं तो सत्त्वभूयिष्ट गुण चाला विचारा जागते २ 
ही रह जाता इसलिये बताते ह प्राणी को नींद आना स्व" 
भावत. ही हृ ॥ ३३-३४ ॥ 

विमर्श--निठा आने के लिये हृदय के ऊपर तम का 
प्रादुर्भाव करना पडता है। इसलिये तमोगुण विशिष्ट महिपी 
का दूध और उसमें महिपी का ही “घी! दाळ कर देते ई। ` 
जिससे हृदय तमोगुण से व्याप्त होता हे और पर्य्याप्त रि 
आती हे । इस जगह ae भी ध्यान रसना चाहिये कि 
सहिपी का दूध और घी दोनों कफवर्धक हें । इसलिये जहा 
कफ से विकार उत्पन्न होता हो और अग्नि मन्द हो ऐसे 
स्थानों में न दे या सारासार विचार करके दे । 
पूर्वदेहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभु: | 
रजोयुक्तेन मनसा मृहात्यर्थाञ्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ ३५॥ 

निद्रा तो बोष नहीं दोने देती फिर स्वप्न-दर्शन कैसे होता 
ई-सोते हुए व्यक्ति का स्वामी भूतात्मा होता है । वही 
रजोयुक्त मन से wte में अनुभव किये हुए अच्छे या चुरे 
अर्था को ग्रहण करता दै ॥ ३५॥ 

विमर्ह.--निठ्ा में तो are विपयों के अभाव सें स्वप्न 
में देखना केसे होता है? उसमें हेतु स्मृति है। नये पदार्थों 
की कल्पना होना जसम्भव होता है। स्मरति से वे ही पदार्थ 
आते हे जो कि देखे या सुने गये हों, अन्य नहीं, आत्मा जव 
तमोगुण से व्याप्त होता हे तब जीवात्मा ही स्वतः आवरण 
युक्त हो जाता है। किन्तु रजोगुण युक्त मन के होने से निद्रा 
सें भी स्वप्न की प्रतीति होती है । 

कारणानां तु वेकल्ये ( वैगुण्ये “पा? ) तससा5- 
भिप्रवधिते । अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इव 
चोच्यते ॥ ३६॥ 

निविकार भूतात्मा की निद्रा में कारणता- तम से जव 
grat की विकल्ता बढ़ जाती हे तो न सोने चारा भूत्तात्मा 
भी सोया, ऐसा कहते है ॥ ३६॥ 

विमश.--जिस प्रकार इन्द्रियों के fies होने पर 
वाश्चेन्डरियों से रूप-रसादिकों का प्रत्यक्ष नहीं होता उसी 
प्रकार "मन? के विकळ होने से सुख-दुःख का भान नहीं 
होता है। इस प्रकार दोनों की विकलता के कारण भूतात्मा 
सोया ऐसा समझा जाता है। 

wag दिवास्वापः प्रतिविद्धोऽन्यत्र seme, 
प्रतिपिद्धेष्यपि तु बाल-इद्ध-ख्ी-कर्शित-क्षत-क्षीण- 
सथ-नित्ययान-वाहना-ध्वकर्म परिश्रान्ताना सभुक्तव॒तां 
सेदःस्वेदकफरसरक्त-क्षीणानामजीणिनां च ged 


sor: ४ ] शारीरस्थानम्‌ ३५ 
TTT 


दिवास्वपनमत्रतिविद्धम्‌ । रात्रावपि जागरितबतां 
जागरितकरालादद्धमिष्यते दिवास्वपनम्‌ | बिकृति्हि 
दिवास्वप्नो नाम, तत्र स्त्रपतामघर्मः सर्वदोषप्रको पश्च, 
तत्मक्ोपाच कास-श्वास-प्रतिश्याय-दिरोगौरवा- 
ज्ञमदी-रोचक-ज्वरा-पमिदौर्बल्यानि भवन्ति, रात्रावपि 
जागरितवतां वातपित्तनिमित्तास्त एबोपद्रवा 
भवन्ति ॥ ३७ 11 
निद्रा के नियम तथा उनके परिपालन न करने के दोष.-- 
सभी ऋतुओं में faker ( दिन का सोना) चर्ज्य दै । 
चाल, वृद्ध (gee लोग ), Sits कारण दुवले हुप ऐसे 
( कामासक्त), क्त (anata पीडित ), क्षीण (sas), 
नित्य मद्य पीने वाले, थान ( चाडी ) और वाहन ( घोटा 
Sz) आदि से afta, अध्वकर्म ( मार्ग चलना), इनसे 
श्रान्त और भोजन न करने वाळे, मेद, स्वेद, कफ, रस, रक्त 
की क्षीणता वालों को दिन में थोडा सोना निपिद्ध नहीं है । 
रात में जागने चालो के लिये जितनी देर तक रात में जगा 
हो उससे आधे समय तक fad सोना इष्ट ह। दिन सें 
सोना विकृति हे । उसले अधर्म और सब दोषा ( वात, पित्त, 
कफ ) का प्रकोप होता हे । उनके प्रकोप से खांसी, श्वास 
( दुमा ), प्रतिश्याय (gar), शिरोगौरव ( माथा भारी 
होना ), अङ्गमर्दं (वदन में पीडा ), अरुचि, ज्वर, अग्निः 
मान्य ये विकार उत्पन्न होते हैं। रातमें भी जगनेसे वात, 
पित्त, दोषों से होने बाळे ही विकार होते हैं ॥ ३७ ॥ 
विमर्शः--रातमें जायने वालों को दिन के आधा काल 
क्यों सोना चाहिय ? अधिक ज्यादा सोने में सर्व दोष प्रकुपित 
होते हैं । दिन में सोने से रक्त भी विगढता दै दिनमें सोना 
यद्यपि अधर्म ह तो भी ग्रीष्म ऋतु से दारीर-रक्ताक निमित्त 
सोना अधर्म नहीं माना जाता हे ॥ 
भवन्ति चात्र— 
तस्मान्न जाग्रयद्वान्रों दिवास्वप्नं च वर्जयेत्‌ | 
ज्ञात्वा दोपकरावेतौ ga: स्वप्नं मित चरेत्‌ ॥ ३८॥ 
अरोगः सुमना ह्येबं बलवणीन्वितो वृषः | 
नातिस्थूलक्कशः श्री मान्‌ नरो जीवेत्‌ समाः शातम्‌ ३६॥ 
( निद्रा सात्म्यीकृता येश्तु रात्री च यदि वा दिवा | ) 
दिवा रात्री च ये नित्यं स्वरप्मजागरणोचिताः | 
च तेषां स्वपतां दोषो जाग्रतां वाऽपि जायते ve! 
निद्रा के विषय में समह 3्लोक--उपरि निर्दिष्ट कारणों से 
जागना नहीं चाहिये और दिन का सोना छोडना चाहिय । ये 
दोनों भी दोपॉको उत्पन्न करने वाले है, यह समझकर विद्वान्‌ 
पुरुष को चाहिये कि उचित प्रमाण सें नींद ठे । 
ऐसा करने का फल.--चह घुरुप नीरोग होता द, प्रसन्न 
मन वाला, शक्ति और कान्तियुत, बृप ( पराक्रमी), aga 
सोटा नही या बहुत पतळा नही ऐसा अर्थात्‌ मध्यम शरीर 
वाला, धनवान होता हुआ सौ साळ तक जीता है । 
‘fiat सात्म्त्रीक्ृता' इत्यादि अर्ध wets aga सी 
पुस्तकों सें नहीं मिळता है। जिन छोगोने रात्रि-लागरण 
और दिन का दायन अभ्यस्त किया हो, जो रात दिन जागने 


या सोने में अभ्यस्त हों (यहां यथासंस्य अन्वय करने से 
ऊपर ) के पादसे द्विरुक्ति होती है इसलिये रातदिन ऐसा 
इकट्ठा अर्थ लेना ठीक होता है। ऐसे लोगोंको सोने से या 
जागने से कोई भी दोप उत्पन्न नही होता हे ॥ ३८-४० ॥ 

विमर्शः--अभ्यास करते-करते सात्म्य हो जानेसे सदोप 
पदार्था से भी दोप उत्पन्न नहीं होते है। 


निद्रानाशोऽनिलात्‌, पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षुयाद्पि | 
सम्भवत्यभिघाताब प्रत्यनीकेः प्रशाम्यति ॥ ४१ ॥ 
निद्रा-नाशके कारण--वायु से, पित्त से, मनके सन्ताप से, 
शारीरिक क्षीणता से या चोट से निद्वा-नाश उत्पन्न होता हे । 
उपरि निर्दिष्ट कारणों के विरुद्ध चिकित्सा करने से निद्वा-नाश 
की गान्ति होती हे ॥ ४१ ॥ 
विमर्श,-यहां कफसे निद्वानाश होता हे ऐसा नही 
लिखा-यह स्याल रहे । 
निद्रानाशेउभ्यद्योगो भूथ्नि-तैलनिपेवणमू | 
गात्रस्योद््तेन चेव हित संवाहनानि च We 
शालि-गोधूम-पिष्टान्न-भच्चैरक्षवसस्ङतेः । 
भोजन मधुर स्निग्धं क्षीरमांसरसादिभिः ॥ ४३॥ 
रसैरबिलेशयानां च विष्किराणां तयैव च | 
द्राक्षा-सितेक्षु-द्रढ्याणामुपयोगो भवेन्निशि ॥ ४४ || 
शयन।सनयानानि मनोज्ञानि सरदूनि च | 
निद्रानाशे तु gala तथान्यान्यपि बुद्धिमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
निद्रानाश इरण करने के उपायः--निद्रा के नाशा होनेपर 
शारीर में deat मालिश करना चाहिये, ma तेल 
गाना चाहिये, हाथ, पेर और बदन पर उवटन लगाना 
चाहिये, उसी प्रकार सवाहन (हाथ-पेर दवाना) इत्यादि 
करना चाहिये | 
au ( ईख के बनाये हुए पदार्थ जैसे चीनी, गुढ, खांड, 
मिश्री आदि, झाळि चावल, गेहूँ तथा fre इत्यादि पदार्थो का 
सेवन करना चाहिये। दूध, मांसरस इत्यादिको से स्निग्ध 
(चिकनाइट वाळा) और मधुर ( मीठा) भोजन करना 
चाहिये । बिल में रहने वाले ( चूहा इत्यादि ) तथा विण्किर 
(सुर्याजो त्रिखेर कर खाने वाले) ऐसे जीवां का मांस 
खाना चाहिये उसी प्रकार ट्राला ( अडगूर या सुनवका ), 
सिता ( मिश्री ), इछ (ईख, गन्ना ) तथा ईज से चने हुये 
पदार्थों aa चीनी, मिश्री, खाड, शिरका, गुड इत्यादि सेवन 
से निद्रा प्राप्त होती है । 
सोने के लिये विना, आसन तथा सवारियां ( मोटर, 
रेल, zim) इत्यादि ag ( कोमळ) और मनोहर होने 
चाहिये । इनका उपयोग निद्वा-नाण पर करना चाहिये। 
उसी प्रकार बुद्धिमान वैद्यको अन्य वस्तुओं का जेसे वसां 
की निर्मळता, फूल, इन्र, धूप की सुगन्ध देना, मन्द॒ःमन्द॒ 
प्रकाश रखना, सुरक्षित स्थान में निवास करना, खदु भाषण 
करना या गान-वाद्य की age ध्वनि का कर्णगोचर होना, 
था अच्छे समाचार-पत्रादि वगेरः श्रवण करना, इनका निदा 
का नाश होने पर उपयोग करना चाहिये ॥ ४२-४५ ॥ 
विमर्श---निठ़ा छाने के उपायों में निग्न लिखित प्रकार 
से वर्गीकरण हो जाता हेः-- 


mn - 
ae धुरु संहिता 
SPS UN 
NNN PLP PF ALAM: x नना 
तज्जन्य निद्रानादा में मालिण, हाथ पर दवाना 
क ल ay (१) अनियत काळ तक 1 
(२) पित्तज निद्वानाश मे मधुरात्न ग्यान-पान (२) जगाने पर भी नहीं उठता । 


2) सामान्य fas में आसन, दाथन स्वच्छ और 
कोमळ रहना वि 
(2) मनोहारी सुगन्धि और चित्ताकर्षक गान-चाद्य 
का श्रवण 
(०) स्थान की स्वन्छुता, स्वच्छुन्द वायु 
(६) मन्द प्रकाश और सुरक्षित स्थान 
(७) निद्रा्रद औषध 
निट्राऽतियोगे aad दित संशोधनानि च | 
लटद्न र्कमोक्षश्च मनोव्याकुलनानि च ॥ ४३॥ 
अतिनिद्रा की चिकित्सा--यदि अति निद्रा आती हो तो 
चमन (के), सशोधन (विरेचन, आस्थापनं द्वारा ) देना 
चाहिये । लंघन (भोजज्ञ न देना), cata ( खून 
निकाळना ), उसी प्रकार मन को सन्तप्त करने वाळी 
घस्तुओं से निद्रा का नाश होता दे ॥ ४६॥ 
विमर्श'--यहां सणोधन मे चमन का अन्तर्भाव होता 
ही दै किन्तु उसके विशेष उपादान का तात्पर्य निद्वानाण में 
उसकी विशेषता से ह । 
कफ-मेदो-बिपार्तानां रात्री जागरणं हितम्‌ | 
दिवास्पप्रश्व तृट-शूल-हिक्काऽजीणी-तिसारिणाम्‌ 11351) 
रात्रिजागरण at दिवास्वप्न किसके लिये छामप्रद ह कफ 
के विकारों में, मेदो रोग में, त्रिप से पीडित अवस्था मे, 
रात में जागना हितकर होता है, और दिन में सोना-तृट 
Cam) रोग में, ge (पेट मे पीडा होना), हिक्का 
( हिचकी ), अजीर्ण (aga) और अतिसार ( cer ज्याठा 
होना) आडि रोगों भ हितकर दै ॥ ४७ ॥ 
विमदा'-पुष्टि से उत्पन्न होने वाळे विकारों में रात में 
जागने से रूद्षता उत्पन्न होती दै जिससे शरीर ga होता 
ई। कुदा करने वाले विकारॉ मे दिन में सोने से स्निग्धता 
ग्रा दोकर कृता का हरण होता है । विपजन्य विकारों मे 
सोना न चाहिये क्योकि खोने से विप का ana अविक 
होता है । 
इन्दरियार्थप्वसम्प्रापति्गोरव जुम्भणं क्लमः | 
निद्राऽऽ्तस्येच यस्येद्दा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत ॥2८॥ 
तन्द्रा का लक्षण-इन्द्रियार्d (रूप, रख, गन्ध, स्पर्म 
और शब्द ) का ज्ञान न होना, गौरव ( शरीर की गुरुता 
जुम्मण ( जम्भाई ), ten ( थकावट ) और निद्रा से पीडित 
व्यक्ति के सद्दा जिस की चेष्टा होती है उसको तन्द्रा समझना 
वादिये ॥ ४८ ॥ 
* विम--निद्रा और तन्द्रा में भिन्नता । 
निद्रा- 
(१) नियत काठ ततक 1 
(२) जयाने से उठता हे । 
(३ ) जगाने पर इन्द्ियार्था का ज्ञान होता है । 
(४) आस की कान्ति स्वच्छ रद्दती हे 
(५) धकावट दरण दोती ह । 


(३ ) जगाने पर भी इन्द्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है। 
(४ ) कान्ति निर्मळ नही रहती दे । 
(५) थकावट बढती है । 
पीत्येक्मनिलोच्छवाससुदवेष्टन्‌ विवृतानन: | _ 
यं galt सनेत्राखं स sear इतिसन्नितः ॥ 8६ ॥ 
जम्मा का ठक्षण--भनुप्य विवृत्तानन (सुख खोलते हुवे), 
एक हवा का श्वास लेकर, उद्धेंषन्‌ (वदन से पीडां सा 
माळूम करता हुआ ), जिस श्वास को, आंख मे अश्चु छाते हुवे 
छोडता है उसे जुम्म ( जम्माई ) कहते ह ॥४९॥ ५ 
विमत्नी--जम्भाई की यह सुन्दर व्याख्या बताई है । 
छीक की भी व्याख्या बहुत से लोग निम्न प्रकार से करते 
हें। यथा-- 
'्राणोदानौ समौ स्यातां भूम्नि ्रोतःपथि स्थिती । 
नर्तः ग्रवर्त्तते शब्दः sad तं विनिर्दिशेत? ॥ 
प्राण और उदान वायु समान होकर ब्रिरोरन्ध्रगामी 
होते हुये नाक से शब्द करते ह, उसे चवथु (छींक) 
कहते दै । 
योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः | 
छमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थअवाघकः | ५० ॥ ie 
कुम का लक्षण-जो अनायास (aa चिना) i 
प्रवृद्ध श्रम (विशेष परिश्रम) करता हो, जिसमें श्वास 
(दमा) न आता हो, इन्ड्रियार्थ (az, स्पर्श इत्यादि ) 
से विव्न उत्पन्न करता हो उसे 'व्टुम' कहते है ॥ ५० ॥ 
विमशः--श्रम और छम में भिन्नता- 
श्रम-- 
(9) परिश्रमजन्य 
(२) श्रमसे श्वास बढ़ता है 
(३) शब्द, स्पर् इत्यादिकों का ज्ञान रहता है । 
(४ ) दारीर को प्रसन्न रखने घाला । 
क्ळम-~ 
(१ ) बिना परिश्रम । 
(२ ) वरम से श्वास नही चढ़ता । 
(३ ) इन्द्रियार्थ का ज्ञान नहीं रहता । 
(४ ) ग्लानि उत्पन्न झरने चाळा 1 
छुखस्पशंप्रसद्वित्व॑ दु खद्देंषणलोलता | 
शक्तस्य चाप्यनुत्साह. कमस्वालस्य्रमुच्यते | ५१ ॥ 
आठस्यका लक्षण- सुखकर स्पशो का अनुभव करना, 
हुःसकर वस्तुओं को दूर करने मे इच्छुक, शक्ति होने पर भी 
काम करने से उत्साह न रहना | उसे आठस्य कहते है ॥५१॥ 
विमशः-क्ळम और आठस्थ में अन्तर 
क्लम 
(१) काम करने में ae नही लगती है । 
(२) सुख के लिये छोछुप न होना 1 
(३) दु.ख में भी द्वेप न होना । 
(४) इन्द्रियाथौ का ज्ञान न होना 1 


अध्याय ४ | 


आहुस्य-- 
(१ ) शसिति रहते हुये भी काम नही करना । 
(२) सुख की इच्छा । 
(३) gang 
(४) इन्द्रियाथों का ज्ञान रहना । 
उत्क्लिश्यान्न न निर्गच्छेत्‌ भ्रसकष्ठीवन रितम्‌ | 
हृदयं पोड्यते चास्य तसुत्क्लेश विनिदिशेन्‌ ॥५९॥ 
उत्ललेश का लक्षण- सुस मे पानी आने से ( छाछाखाव 
से) और थूक से प्रेरित हुआ अन्न उखिलश्य ( बमन के 
समान पीडा देकर ) हृदय को दु.ख देता हे और स्वयं चाहर 
नहीं निकळूता उसे उस्कलेग कहते हैँ ॥ ५२ ॥ 
विमर्शः--पह जी मचलना ( Vong sensation ) 
कहलाता हृ । 
be ~ 
वक्त्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्देटन श्रमः | 
न चान्नप्रभिकाङक्तेत ग्लानि तस्य विनिर्दिशेत्‌ NER 
रलानि का लक्षण-इसमे तन्द्रा के अतिरिक्त सुख मीठा २ 
भालम होता हे । हृदय में सिकुडन, भ्रम ( चक्कर ), अन्न 
की इच्छा न होना इत्यादि छत्षणों से “ग्लानि! समझना 
चाहिये ॥ ५३॥ 
विमर्श---इसमें तन्द्रा के साथ और भी मस्तिप्कजन्य 
लक्षण, हृदय को दु.खदायक और जामाशय की विकृति के 
लक्षण होते ह | 
आद्रंचमोवनद्ध बा यो गात्रमभिमन्यते | 
तथा गुरु शिरोऽत्यर्थ गौरबं॑ तद्विनिदिशेत्‌॥ ५४॥ 
गौरव का लक्षण-जो व्यक्ति गीले चर्म फे छपेटने के 
समान अपने अवयवो को समक्षता हो तथा जिसका माथा 
अत्यन्त भारी हुआ हो उसे “lea? कहते हे ॥ ५४ ॥ 
विमर्श--ऊपर के पत्तियों Har का अर्थ विकल्प न 
समझकर ‘sa ( तुल्य ) समझना चाहिये । उसी प्रकार 
यहां गात्रगौरच और शिरोगौरव के लक्षण बताये हे । 
मूर्च्छा पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलादू अमः | 
तमोवातकफात्न्द्रा निद्रा रलेष्मतमोभवा ॥ ५५ ॥ 
मूर्च्छा, अम, तन्द्रा और निद्रा के लक्षणः--मूच्छा-पित्तदोप 
और तमोगुण से होती हे । श्रम-रजोगुण, पित्त और वायु 
दोप से होता हे । तन्द्रा-चात, कफ और तमोगुण से होती 
है। निद्रा-कफ और तमोगुण से उत्पन्न होती हं ॥ ५५॥ 
विमर्व.--मूरच्छा, अम, तन्द्रा और निद्रा में सनोदोप- 
तम और रज दोनों और शारीरिक तीनों दोपों में से 
यथासम्भव _दो था तीन मिलकर मूर्च्छा, अम इत्यादि 
उत्पन्न करते हे । 
गर्भस्य खलु रसनिमित्ता मारताध्माननिमित्ता च 
uftafeatafe ) ५६ ॥ 
गर्म की वृद्धि -गर्भ की वृद्धि अक्षरस से और वायु के 
आध्मान ( पूरण) से होती है ॥ ५६ ॥ 
विमर्श--पीछे भी 'मातुस्तु खळ रसवहायां area 
गर्भनामिनाडीप्रतिवद्धा? ऐसा वर्णन हे । यहां रस अर्थात्‌ 
साता का अन्नरस अहण करना चाहिये । उसी प्रकार 


शारीरस्थानम्‌ 


३७ 


आध्मान शब्द का अर्थ स्रोतों का परिपूरण होता है। इसी 
प्रकार रस और मारताध्मान के कारण गर्भ की वृद्धि 
होती है । : 
भवतश्चात्र-- - 
तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिः स्थान ws स्मृतम्‌ । 
तदा घमति वातस्तु देहस्तेनास्य षर्धेते ॥ ४७ |] 
ऊष्मणा सहितश्चापि दारयलस्य मारुत' | 
ऊध्व तिरयंगधस्ताच स्रोतांस्यपि यथा तथा ॥ ५८ ॥ 
इलोकयद्ध mats - गर्भ के नाभि के अन्तरेण (मध्य भाग 
में ) निश्चय से ज्योतिःस्थान ( अझ्निस्थान ) है। वायु उसी 
स्थान को फूऊता है, जिससे गर्भ का देह चढता है । वायु 
उष्णता के साथ मिलकर ऊपर, नीचे और eer जाता 
हुआ किसी प्रकार गर्भ के स्रोतों को फेलाता है ॥ ५७-५८॥' 
विमर्श---तृतीय अध्याय ३४ चें गद्य से गर्भ के पोषण 
का विचार किया हे । यहां स्रोतों की वृद्धि किस प्रकार 
होती है, बताई गई है । 
दृष्टिश्च रोमकूपाश्च न बधन्ते कदाचन (कथंचन पा०) | 
धरुबाण्येतानि मत्त्योनामिति धन्वन्तरेमेतम्‌ ॥ ५६ ॥ 

न वढने वाले भब--भगवान्‌ धन्वन्तरि का मत है कि 
मनुष्यों की दृष्टि और लोमकूप ( चाळ निकलने के छिद्र ) 
कभी भी ( पाठभेद के अनुसार किसी भी प्रकार से ) निश्चय 
से नही बढ़ते ह ॥ ५९॥ 

विमश+--प्तव शरीर की इद्धि होती हे तो भी दृष्टि और 
रोमकूप भी क्यों नहीं बढ़ते ? इसमे कारण-वे धव हैं, 
निश्चित है, वें घट बढ़ नहीं सकते। ~ 
शरीरे क्षीयमाणे5पि asa हाबिमी सदा । 
स्त्रभावं प्रकृति कृत्वा नखकेशाबिति स्थितिः ॥ ६० ॥ 

नित्य बढने वाले अह्ू--शरीर क्षीण होने पर भी नख 
ओर केण ये दोनों अपनी प्रकृति के कारण निरन्तर चढते हे, 
ऐसी स्थिति हे ॥ ६०॥ 

विमर्श --नख और केश वारम्वार काटने पर भी बढ़ते 
ह। इसमें उन वस्तुओं का स्वभाव ही कारण हे । ऐसा क्यों 
होता हे ? इसका उत्तर स्वभाव है । 

सप्त प्रकतयो भवन्ति--दोषेः प्रथग्‌ fae: 
ससस्तेश्व ॥ ६१ ॥ 

प्रकृति के भेद-- तीन दोपों से तीन प्रकृति और दो २ 
ढोपों से तीन और एक सान्निपातिक कुळ मिलाकर सात 
प्रकतिया हे ॥ ६१ ॥ 

विमशं.-सदोप होने पर भी इसे प्रकृति ही कहते हैं, 
विकृति नहीं। क्योंकि विकृति दुःख देने वाली होती है और 
प्रकृति विशेष दुःख नहीं देती है। इसलिये सदोप होते भी 
इनको प्रकृति ही कहते हैं। 

झुक्रशोणितसयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः । 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे लक्षणं ay ॥ ६२ ॥ 
प्रकृति वननेमें कारण-शुक्र और आत्तंव का संयोग होते 
समय जो दोप ( वात, पित्त, कफ ) प्रवळ होता है। उससे 
प्रकृति बनती हे । उस प्रकृति का लक्षण सुझसे सुनो ॥ ६२॥ 


३८ 


सश्रुतसंहिता 


कक्कर 
FOROS OTR Rr 


विमशेः--धन्वन्तरि महाराज सुश्रुत को प्रकृति के 
लकण बताते हँ । En ® 
तत्र -वातप्रकृतिः--प्रजागरूकः शीतद्वेषी दुभगः 
c व ny. 
स्तेनो मत्सर्यनार्या गान्धर्वचित्तः स्फुटितकरचरणोऽ 
तिरुक्षश्मश्रुनलकैशः क्रोधी ( क्राथीति पाठान्तरे 
"हिसाशीलः? ) दन्ततखखादी च सवति ॥ ६३॥ 
अधृतिरदृढ सौहृदः कृतध्तः 
कुशापरुषो घमनीततः प्रलापी | 
दरुतगतिरटनोऽनबस्थितारमा 
बियति च गच्छति सञ्रमेण सुप्त. ॥६४॥ 
~ Ss rd ® 
अव्यवस्थित मतिश्चलदृष्टिमेन्दरल्रघनसंचयमित्रः । 
किञ्भिदेन बिलपत्यनिबद्ध मारुत प्रक्तिरेष मचुष्यः। ६५ 
चातिकाश्वाजगोमायुशशाखूपुशुना तथा | 
a 
गुध्रकाकखरादीनामनूके. कीर्तिता नराः | ६६॥ 
वातप्रकृति के लक्षण--वातप्रकृति के लक्षणः--प्रजागरूक 
(अत्यन्त जागने वाला ), शीतद्वेपी-ठण्डे पदार्थो से अनिच्छा 
रखने घाला ), TAA ( कुरूप ), स्तेन ( चोरी करने वाळा ), 
मत्सरी (दूसरों का ह्वेए करने वाला), अनार्य (दुष्ट प्रकृति चाला), 
गान्धवचित्त ( गान-वाद्य से ध्यान देने वाळा), फटे हाथ- 
पेर वाला, अतिरूक्ष way ( कडी दाढी, सूळ ), नख और 
चाळ वाला, क्रोधी ( गुस्सा करने वाला ), दुन्त और नखों 
को खाने वाला, ऐसा पुरुष वातग्रकृति वाळा है । 
| घेयरहित, इढ मेत्री न रखने वाळा, तबन, इश होने 
से रुक्ष शरीर वाला, शरीर पर रक्तवाहिनी नाडी इग्गोचर 
होने वाला, वकवादी, शीघ्रगासी, घूमने वाला, चञ्चल चित्त 
बाला, निद्रा से आकान में गसन करने चाला होता है । 
जिसकी मति अस्थिर है, sae इषि वाळा, जिसके पास 
रत्न, पंसा और मित्र कम होते है। असम्बद्ध वार्तालाप 
करने वाळा, घुरुप वात प्रकृति वाळा होता हे । 
बकरी, Tag ( शगार ), खरगोश, मूसा, ऊट, कुत्ता, 
स्यार, काआ, गदहा इनफे जील वाळा अर्थात्‌ इनके समान 
गुणवाल होता हे ॥ ६३-६६ ॥ 
किये विमर्श --वातिक पुरुष के लक्षण नव विभागों में विभक्त 
किये द । नीट का विचार, स्वप्न, झरीर का दृश्य, न दीखने 
वाले गुण (Symptoms), ज्ञीरू (स्वभाव), नसों का 
धन, बोलना (ana करना) और आत्मशक्ति, ये नौ 
विभाग हं । 
पित्तप्रक्ृति:-स्वेदनो दुर्गन्य. पीतशिथिलाइस्ता- 
म्रनख-नयन-तालु-जिहोप्-पाणि-पादतलो दुभभंगो 
बलीपलितखालित्यजुष्टो बहुसुग्‌ उप्णहवेषी क्षिप्रकोप- 
प्रसादी मध्यमवलो मध्यमायुञ्च भवति ॥ ६७॥ 
सेघावी निपुणमत्तिबिंग्रह्य वक्ता 
तेजस्वी समितिपु दुर्निवारबीर्यः | 
सुप्तः सन्‌ कनक-पलाश-कणिकारान्‌ 
सम्पश्येदपि च हुताशवियुद्धुल्काः ॥ ६८॥ 


न मयात्‌ प्रणमेदनतेषप्रमृदुः 
प्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचिः | 
भवतीह सदा व्यथितास्यगतिः 
स भवेदिह पित्तकृतप्रकृतिः ॥ ६६॥ 
सुजङ्गोळ्कगन्धर्वयक्षमाजीरवानरैः | 
व्याप्रक्षनकुलानूकेः पेत्तिकास्तु नराः स्मृताः । ७०॥ 
पित्तप्रकृति के लक्षण-पित्तप्रकृति के व्यक्ति को पसीना 
आता है, बदन में दुर्गन्धि आती है । अङ्ग पीछा और शिथिल 
होता है। नाखून, आंख, ताळ, जिह्वा, ate (होठ), 
पाणितळ ( हाथ), पादतल ( पेर ) ताश्रवर्ण के होते हैं। 
शारीर विकृत होता हे । बली, पलित ( केश सफेद होना ), 
खालित्य ( खड्वाट ) इनसे युक्त होता है | वहुत खानेवाला, 
उप्ण चीजों से द्वेष रखने चाळा और शीघ्र कुपित होने वाळा , 
और शीघ्र शान्त होने वाळा, मध्यम शक्तिवाला और मध्यम 
आयुष्य वाळा होता है। मेधावी ( बुद्धिमान्‌), निपुणमति 
( तेज बुद्धि वाळा ), विग्य वक्ता ( दूसरों का खण्डन करके 
मण्डन करने चाळा ), तेजस्वी, समिति ( युद्ध ) में जिसका 
पराक्रम सहन नही किया जाता ऐसा होता है। नींद मे 
कनक (gar), पछाश (टाक), कर्णिकार ( कनेर), 
हुताश (afta), विद्युत्‌ ( बिजली ), उल्का ( ताराओं की 
स्थान-भ्र्टता ) इन वस्तुओं को देखता है । 
डर से नम्र नहीं होता हे, उद्धत रोगां के लिये कठिन 
(उम्र ), नम्न छोगों के लिये सान्त्वना ( गान्ति ) करने में 
दक्ष, व्यथितास्यगति (det में जिसे कष्ट हो), क्योंकि 
उसे झुखपाक हरवत होता रहता है, ऐसा आदमी पित्त 
भ्रकृति वाळा होता है। , 
सर्प, उल्लू, गन्धवं, यक्ष, मार्जार ( विज्ली ), वानर 
( चन्दर, Monkey), व्याघ्र (शेर), wa (te), 
नकु ( नेवळा ) इनके समान प्रकृति वाले पित्त प्रक्ति के 
होते हे ॥ ६७-७०॥ 
fad -पित्त प्रकृति वाळे के गुणों का “नौ! भागो में 
वर्गीकरण सामान्यत' किया है । (१ ) शरीर का रद्द, (२) 
वालों की स्थिति (३) स्वभाव (४) बुद्धि (५) परा- 
क्रम ( ६ ) स्वप्न में देखना (७) झुखपाक इत्यादि रोग 
(८) जानवरों की प्रकृति से मिळना (९) मध्यम आयु 
इत्यादि । 
श्लेष्म7कुतिस्तु-दूर्वन्दीबर-निञिशाद्री रिष्कशर- 
काण्डानामन्यतमवर्ण: सुभगः श्रियद्शेनो मधुरप्रियः 
कृतज्ञो शृतिमान्‌ सहिष्णुरलोलुपो बलबांश्रिरग्राही 
दृष्टवरश्च भवति ॥ ७१ 1) 
grata: स्थिरकुटिलालिनीलकेशो 
लच्मीवाञ्‌ जलदय्रदद्धसिहघोषः | 
सुपः सन्‌ सकसलहसचक्रवाकान्‌ 
संपश्येदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥७२॥ 
रकान्तनेत्रः सुविभक्तगात्रः 
स्निग्धच्छविः सत्तवगुणोपपन्नः | 


अध्यायः ४ ] 


शारीरस्थानम्‌, 


३६ 


OPAL ४९१ NLA LP PPL LLL PLLA SS ४ ४४ 


क्लेशक्षमो मानयिता गुरूणां 
Bay बलास-प्रकृतिर्मनुष्य: || ५३ ॥ 
दृढशाद्ममतिः स्थिर-मित्र-घनः 
परिगण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु | 
परिनिद्मिवबाक्यपदः सततं 
शुरुमानकरश्च भवेत स सदा ॥ ७४ ॥ 
न्ह्मरद्रेन््रवरुणेः सिंहाश्वाजगोदृपेः | 
ताच्ये-हंस-सम्नानूकाः शलेष्मप्रकृतयो नराः ॥ ७५॥ 


कफ प्रकृति के ळक्षग- क्फ प्रकृति बाळा मनुष्य दूध, 
इन्दीवर ( कमळ), निर्खिण ( तरवार ), आर्द्रारिट ( ताज 
नीम के पत्ते), अरकाण्ड ( अरकण्डी ) इनमें से किसी एक 
वस्तु के वर्ण के समान वर्ण वाळा dare! सुन्दर झरीर 
वाळा, ग्रियदर्भन, मीटी वस्तुओं का खाने वाळा, STA 

™ Ce 

(उपकार को जानने वाळा), एतिमान्‌ ( पर्यशीछ है 
सहिष्णु ( सहनलील ), satay ( निरिच्छ), द्राकतिचाळा 
और aga देर में अहण करने चाळा तथा पूर्ण AGT रखने 


वाला होता है! 


उसकी थालें सफेद होती हैं, कल मजवूत, 2, जर 

नीळ होते हैं । वह सम्पन्न और 
उसके शब्द मेव, wa, सिंदसदश गम्भीर होते Zi स्वप्न 
में कमछों के साथ हंस, चक्रवाक और सुन्दर जलाझयों 


अमर को नाई ( समान ) 


को देखता हे । 
नेत्रपदेश ळाळ होते दें । शरीर गठीला होता हे । कान्ति 


स्निग्ध होती दे । सत्त्व ga झुकत दोता है। कष्ट को 
सदन करने वाला, वडे लोगों को मनानेवाळा मनुष्य कफ 


प्रकविवाळा होता है | 


शास्त्र में उसकी मति इद दोती दे ( नि'सन्देद लाख का 


ज्ञान दोता दै), उसके मित्र और धन स्थिर रहते El 
बहुत देर तक सोचने के बाद बहुत देता ह! अच्छी तरह 
सोचकर पदों को, वाक्यों को कहने वाळा और हर समय 
गुर्‌ छोगों का मान करने वाला होवाद। 
ब्रह्मा, रुद्र (शखर ); वरुण देचताओंके, सिंह, aa 
( घोड़ा) यज ( हाथी ), वृष (वळ) जानवरों के; और गरूड, 
ainda पद्ियों के समान Afra वाळा होता है ॥ ७१-७५ ॥ 
विमर्यः--कफप्रकृति के छत्षणों का भी वर्गीकरण नो! 
भागों में होता हे । वे चछ वाळ, ध्वनि, स्वप्न, शारीरिक 
ata, aac, de, भाव-भक्ति तथा छुचि के 
अनुसार SIT होते St 
. a 
gaat दिस्रणां वाउपि प्रकृतीना तु लक्षणः | 
ज्ञात्वा संसर्गजो वेदयः प्रकवीरमिनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६ Ul 
दिदोषन और चिदोषज प्रकृवि-वेंद्य को दो या तीन 
प्रकृतियों के oan के aga संसर्गज प्रकृति का | 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 
विमर्श---ह्विंदोपज और सान्निपातिक भी प्रकृति होतीदे। 
प्रकोपो वाऽन्यथा भावो क्षयो वा नोपज्ञायते | 
प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥ ७७ || 


प्रति स्थिर रइती है- स्वभाव से ही प्रकृति का कोप या 
अन्यथाभाव (६ प्रकृति क दोप के कारण tare) या 
प्रकृति का हास नहीं होता है। थे सव तव दोते हैं जब 
आयुष्य की अन्तिम अवस्था होती दे ॥ ७७ ॥ 

विमर्गः--अरिष्टसूचक छक्षण जब होने लगते हैँ तब 
प्रकृति में विकृति दीखने ल्गती ढे। नहीं at प्रकृति के 
दोषों से कोई Raa दु.ख नही होता है। 


विषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते | 
तहृत्प्रकृतयो wea शक्नुवन्ति न बाधितुम्‌ ॥ ७८ ॥ 
. waft वाथक न होने मे दृष्टान्-जिस प्रकार विष में 
पदा हुआ कीड़ा विप से नहीं मरता है। उसी प्रकार प्रकृति 
भी मनुष्य को विशेष वाधा देने में समर्थ नही होती है ॥७८॥ 
इस पद्य में “वन? यह 'ईपदर्थ' से आता है। यद्यपि 
प्रकृतिस्थ au अधिक दुख नहीं देते तो भी “वातलाद्याः 
सदाऽऽतुरा? च० Fo अ० ७ और 'समधातुः प्रदास्यते’ ऐसा 
वर्णन हे। इससे यह मालम होता हे कि प्रकृतिस्थ दोष 
थोद्यु दुःख अवश्य देते हैं। इसलिये समधातु वाळा घुरुष 
अधिक अच्छा होता ह! 
प्रकृतिमिद नराणां भौतिकी केचिदाहुः 
पवनदहनतोये: कीर्तितास्तास्तु fara: 
स्थिर-विपुलशरीरः पार्थिवश्च क्षमावाजू- 
At ~ 
झुचिरथ चिरजीवी नामसः खेमदद्धिः | ७६ ॥ 
अन्य आचार्य का मत -क्रिसी आचार्य के मत में पुरुषों 
की प्रकृति पंचमहाभूतों से पाच प्रकार की होती हे। उनमें 
से पवन (ag), दहन ( अग्निपित्त और तोय ( जल- 
कफ ) इनकी तीन प्रकृति बतायी है, प्रथ्वी सम्बन्धी शरीर 
स्थिर ( मजबूत ) और विधुळ ( बडा ) एवं शमाशीळ 
होता है। नाभस ( आकाथीथ ) शरीर पवित्र, दीर्घायु और 
बडे बडे डि से युक्त टोता ह 1 ७९॥ 
विमर्शोः-किसी के मत से चातिक, पेत्तिक और कफज 
यह तीन प्रकार की प्रकृति हे1 दूसरों के मत से पांच 
भूतो से-पाँच प्रकार की । तीसरे के मत से इकतीस प्रकार 
की प्रकृति होती दै । वह ३१ प्रकार निम्न प्रकार की हे 
पाँच भूता से पांच प्रकार की प्रक्ृति--दो-दो भूतं से 
qo प्रकृति, तीन-तीन agi से १० प्रकृति, चार-चार भूतो से 
u प्रकृति, पांच भूतों सें 1 प्रकृति । 
safe सूत्र क--मतसे तीन दोपों से ‘ara’ ग्रकारकी 
और तीन सच्चादि गुणोंसे ‘are’ महाम्रकृतियां बनती हैं । 
शौचमास्विक्यमभ्यासो वेदेषु शुरुपूजनम्‌ | 
प्रियादिथित्वमिञ्या च त्रह्मकायरुय लक्षणम्‌ ॥ ८० ॥ 
माहात्म्यं शोयंमाजञा च सवतं शाखबुद्धिता | 
sonar भरणं चापि साहेन्द्र कायलक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शीतसेवा सहिष्णुत्वं पेङ्गल्यं हरिकेशवा । 
प्रियवादित्वमित्येतद्वारुणं कायलक्षणम्‌ || ८२ ॥ 
मध्यस्थता सहिष्णुत्वमर्थस्यागमसञ्चयी 
महाप्रसवशक्तित्वं कौवेरं कायलश्षणम्‌ ॥ ८३ ॥ 


Go 


गन्धमाल्यम्रियत्व च चृत्य-यादित्र-कामिता | 
बिद्वारशीलता चैव गान्धर्ष कायलक्षणम्‌ ॥ ८8 ॥ 
प्राप्तकारी दढोत्थानो निर्भयः स्टतिमाळ्छुचिः | 
रागमोहमददेपैबेजितो याम्यसःत्ववान्‌ ॥ ८५॥ 
जपन्रतत्रद्मचर्ये-होमाध्ययनसेविनस्‌ | 
ज्ञान-विज्नान-सम्पन्नमृपिसत्त्वं नर fag: 
ane सात्तिवकाः काया" ˆ ॥८६॥ 
aaa के लक्षण- ब्राह्मकाग्र के छत्तण---पत्रिन्नता, 
आस्तिकता (येद में विश्वास रखना ), वेढो का अभ्यास 
करना, गुरुपूजन, अतिथिसत्कार ( मेहमानदारी ) और 
इज्या ( यज्ञ करना ) ये ब्रह्मकाय के लकण ह। 
माहेन्द्र काय के छक्तणः-वडप्पन, शूरता, शासन, 
दारो की निरन्तर आलोचना, zeit ( नोकर-चाकरो ) 
का पोपण ये Mees काय के छत्तण ह। 
चारुण काय के छच्षण---शीत सेवन करना, सहन- 
शीळता, पेद्ल्य ( आंखें का पीत वर्ण होना ), हरिकेशता 
(चाों की कपिळता), मीठा वोळना ये वरुण-सम्वन्धी 
काय के लक्षण ह। 
कौचेर काय के लक्षण,-मध्यस्थता, खहिप्णुन्व ( सहन- 
झीळता ), अर्थस्यागमसञ्चयौ (पेसा छाना और रखना), 
महाप्रसवशाक्तित्वं ( प्रजोत्पादन करना ) कौयेर काय के 
लक्षण है। 
गान्धर्व काय के लक्षण -चढन और माछा मे प्रीति, 
नाच और वादों में इच्छा, घूमने की इच्छा, गान्ध शरीर 
के रक्तण ह । 
याम्य काय के छक्षण--आपकारी ( प्रसङ्गपर जो काम 
पडे सो करने चाला ), इढ काम करने वाला, निर्भय, 
स्मरण शक्ति वाळा, पवित्र, राग, मोह, मद, मत्सर इससे 
रहित याम्य ( यमसम्वन्धी ) शरीर के लक्षण जानना 
चाहिये । 
ऋषि काय के रक्षण --जप, Aa, नहाचर्य, होम, अध्य- 
यन ये सब करने चाळा, ज्ञान-विज्ञान से युक्त पुरुष को 
ऋषिसत्त समश्षना चाहिये ॥ ८०-८६ ॥ 
विमर्शः--ये सात सात्विक काय के लक्षण हैं। सात्विक 
काय ( शरीर ) या चित्त के क्षण बताएँ eat सौम्य 
प्रकृति, देव, धर्म पर निष्टा या भक्ति रहती है । 
were *** राजसांस्तु निबोध मे | 
ऐश्वयबन्त रौद्र च शूर चण्डमलूयकम्‌ | 
एकाशिनं चौदरिक ( औषधिक ‘are’ ) 
मातुर सत्त्वमीहशम्‌ | ८७॥ 
तीचणमायासिन भीरु चण्ड मायाऽन्वितं तथा | 
बिद्दाराचारचपलं aad बिदुर्नरम्‌ | ८८ || 
प्रवृद्धकामसेची 'चाप्यजस्राहार एब च | 
अमर्पणोऽनवस्थायी शाकुन कायलक्षणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
एकान्तयाहिता रोद्र (रोचय 'पा०?) agar घर्मवाह्मता | 
सुशामात्मस्तवश्चापि राक्षसं कायलक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 


सुश्रृतसंहिता 


IR ्अइअइअ 8७888 पयण 
POP LL LP AL EL PP EPL LO 


उच्छिष्टाहारता तैदण्यं साइसप्रियता तथा | 
स्लीलोलुपत्वं नेलेब्ञ्य पैशाचं कायलक्षणमू ॥ ६१॥ 
असंविभागमलसं दु'खशीलमसूयकमू | 
लोलुपं चाप्यदातार प्रेतसत्त्वं बिदुनरम्‌ | 
पडेते राजसाः काया -- *****' *॥६२॥ 

राजस 'काय! के लक्षण-राजस काय छुः होते ह । उनके 
लक्षण:-- 

आसुर काय के लत्षणः--ऐश्वर्यंवान्‌ ( धन, धान्य- 
dua), रोट ( भयंकर भीतिमद), शर, चण्ड ( अति- 
क्रोधी ), असूयक (दूसरों के शुणों मे दोपारोप करने वाला) 
अकेला साने वाळा, औदरिक ( पेटू ) पाट्भेढ का अथ” 
ओऔपधिक ( कपटी ) ager आसुर कायवाला होता है! 

सर्पसत्त्व के छत्षण--वीचण, भायासी (दु'ख देने वाला), 
भीर ( डरपोंऊ ), चण्ड ( क्रोधी ), मायान्वित ( छुल्युक्त ), 
विहार में चाचल्य और आहार में भी शीघ्रता करने वाढा 
मचुप्य सर्पसत्त्व वाला होता है! 

झाकुन काय के लक्षण-अत्यन्त कामासक्त, निरन्तर 
खाने वाळा, अमर्षण ( सहन न करने वाला ), अनवस्थायी 
( चञ्चल चित्त वाला ) पक्तिसम्बन्धी शरीर के लक्षण ह 

राक्षस काय के छक्षण---एक ओर (प्पे से) खाने 
चाळा, भीषण, असूया (गुणों में दोपाक्षेप )) भर्मवाह्यता 
(अधर्माचरण), खूत्र अपनी स्तुति करना राक्षस काय 
के BINS | 

qa काय के लक्ण--असविभाग (दूसरों को न 
देखकर खाना), आलसी, दुःखी, असूयक ( दूसरों की 
निन्दा करने चाळा), रोछुप (लोभी), अदाता ( दान न 
करने ae), इन लक्षणा से युक्त पुरुप प्रेतसत्त्व 
होता हे ॥ ८७-९२ ॥ 

विमर्श:--इस प्रकार छ राजस काय (दारीर ) के 
लक्षण बताये है । 


Ss तामसांस्तु निबोध मे | 
दुर्मधस्त्वं मन्दता च स्वप्ने मैथुननित्यता | 
निराकरिष्णुता चेव विज्ञेयाः पाशवा गुणा: ॥ ६३॥ 
अनवस्थितता मौर्ये भीरुत्वं सलिलार्थिता | 
परस्पराभिमर्देश्च मत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम्‌॥ ६४॥ 
एकस्थानरतिनिंत्यमाहारे केवले रत. | 
वानस्पत्यो नरः सत्त्वधमंकामार्थव्जितः ॥ ६४ || 
इत्येते त्रिविधाः कायाः प्रोक्ता वे तामसास्तथा ॥ 
कायानां प्रकृतीज्ञोत्वा त्वनुरूपां क्रियां चरेत्‌ | ६६॥ 
तामस काय के लक्षण-( धन्वन्तरि ) तामस काय के 
चाण सुनाते हैं । 
पशुकाय के छक्षण-मज्ञान का दूषित होना, मन्दता 
( कार्य सें after ), स्वप्न मे नित्य मैथुन देखना, निराक- 
रण करने की इच्छा ये पादाच (पशुसम्चन्धी) गुण है 1 
मत्स्यसरव के रक्षण--चित्त स्थिर न रहना, मूर्खता, 
डरपोक रहना, जळ की इच्छा करना, एक दूसरे के साथ 
झरना ये मत्स्यसच्च के लक्षण हैं। 


Spey 4% शारा =, रन्थानम 
24 त ड ] शोरारन्यान 9% 


WET साख के Pe दी जगद पर स्टूने की | भजति, तेज एनं पचति; छावः व्लेद्यन्ति, प्रथिवी 


इन्दा करना, वन्य SST क प्रम चना खाचिझगण जगत श्रमे, मंद्रनि 
pales Most PS Ade शा | aha, आकारा विवर्यर्णत, of विवर्वितः स यदा 
म दार दाथ Fey गदिन होना २ म्यः त्र > 

dl mR हेस्त-पाद-जिहा-आाण-कर्ण-नितम्वादिमिर्ङवैसपेतः 

न | स्वदा शारीर इति संत्रा लमते । वच पदढकु-शाखरा- 


fears गुळ वाडे तीन छाय बताये दे । सव | BA, मध्य पत्म, घर्ट शिर इति॥ ३ ॥ 
fear ( स्गन्विक छ, राजस 5 र तासन ६) ६६ काय ए-संदाः-गर्भाअत्र में गवने चाळे meter और 
के प्रकार ट ओजिव-टिब्ब जब आत्मा, parle ae प्रकृति और सोळद्व 
महाप्रकह्ृनवस्तेता रजःसच्चनमःक्रनाः | विक्रार खे मिलते हैं तो गर्भ कदा जाता ढे । चेतनायुक्त 


Sry लक्षणतः सस्यग्मिपक नाञ्च frag ॥६७ | उस गर्भ को वायु विभक्त करता दै; ठेज उसको पळाता दै, 


जल उसको गीला ळन्ता हैं, poh उसको संगठित करती 


a ara शारीरस्थाने गभव्वाकरण- |: 
शारीर नाम STA Coa: ॥ 21 है; आकाश उसच्ये बढ़ाता ६.1 इसी अकार बरा हुआ गस 
हे | जब दाथ, पर fat, नामिका, क्ण ( कान ) नितम्व 

(saz) saz अङो खे aed दे तो “गीर” संजा 
sma, गज दार तमसे ळा हुई ये Wz को प्रात दाता 61 वद छ” अडी वाळ sass चार 
प्रकृतियाँ वग से बताई गर दे1 वेदों को इनको अच्छी | (दो हाथ; दो tia), मध्य ( घड ) पांचवां और Bat शिर 
दग समझ rT चाढिये 1९५॥ ‘aig’ कद्छाना हे 5 1 
_ विमभझी--चविकित्सा के छिद्े इन कायों की ae | Pee में बोगियो की दृष्टि से पच्चीस तत्त्वा- 
दती दे। इसलिये दूरे ऊपर त्यान देना चाडिचे 1 स्मके राशि पुरुष बताया गया ढे। aa की दृष्टिसे उसके 
इनि दारीगस्याने गर्मव्याकररलारीर नाम Soa । | 5 ari apa शरीर में चतनना ळी उत्पन्न करक उसे 
खदने से बचाती उसको घातु, मठ, अङ्गे) 


{ 

rant में frre करती aa गभ का पाचन 
करता हुआ रूपान्तर करता दि। जळ उसको गीळा करता 
$1 प्रथिवी उसको पुनः गादा करती ढे। वायु और अन्नि 

से बनाए हुवे खोस को आळादा फुळाता दे जिससे नीचे, 

ऊपर, Presi ययासन्मव वदना हक ee बन जाता दे. ॥३॥ 

शरीरक्रियाविजञाने ae | अतः परं प्रत्यङ्गानि वच्यन्ते | मस्वको-दर- 
a yee | पृष्ट-नाभि-ललाट-नासा-चिवक-अस्ति ग्रीवा इत्येता 

| 

| 


( ? ) मी दृवचर की परत creas त्वग्व 
८ a र. 

८२) कविडियाण क्लाम्दाडा नामानि त्यानानि च वर्षिन्दु । 

{३} गमस्यादयडाः कुत aes 


Sat e 
८४0 गन्ळ्रनगियो जन्मनः प्रा cas वाबन्द! 


(2 FR TT न च दे? 
(२) कदिविरा fore) दाच च Bae) pate | एशि PI AR Se छत स्तन 
पयाय के? हि बद्धक्षण-च्रपण-वाइब-स्किंगू-जानु-क्रपरय-बराहू-द-प्र- 
/3 ) लन्ठारा नटाने मिदज-च्यागानि छानि 2 gan द्वे दे, बिशतिरद्रुलवः, खोतांसि वच्यमा- 
€ ८] iar: प्रदृतवः का निच आनि! णानि | एप--श्रत्यन्नविभाग उक्तः ॥ ४॥ 
वड प्रत्वद्री-विमाग-- इसके पश्चात, ae Fe जाते 3 Ls 
ee मस्तक (आया), उदर (पेट); प्र (पीट ) नाभि 
पञ्चसाऽव्याच' दोदरी i (आळ प्रदेश ), नासा ( नाक); fae 
अथावः शर्रीरसंख्याव्याकर णंशारीर TTC | शा | zeke), वस्ति (agar), ग्रीवा ( गर्दन ) थे त्वेकः 
यथोवाच भगवान बन्वर्न्नारः 1२1 णक २ कान, आँख, Wiz, 24, अंस ( कन्धे ); गण्ड 
गर्भव्याक्ताय खारीर कहने के अनन्तर अगैरसद्यात्या- | ९ कनी ) कच ( कांच 3, स्तन, यग ( अण्ड ), पाइ 
करण नामक आरीर FET 1 (au), स्किगू ( चूतड ), जाच ( घुटने » कूपर GEM), 
जसा भगवान धन्वन्तरि ने कहा ei ॥ बाहु (et), उन (ata) आदि दो २ बीस feat 
विमर्नन--गर्भ-ब्यकम्ण में गर्म की वृद्धि ( Develop. | सर लोतस्‌ इनका वणन आगे हाया । यह TET का वर्गी- 
ment of the neta: ) अथवा गभ-विक्ान (Embryalogy) | करण किया गया दाग ४ | 
कद चुके। गर्म के क्यङ्क उत्पत्ति होने के पश्चात |. विमश>-वाहूस्पम्दतब/ इसमे मन्ति शब्द से ओष, 
इसे ऋरीर सका spat) कब अरीर के अतयत्र की | eed इडन्दरो का अण हातादे। ० 
सल्या करना आवश्यक दै। इस दिये ऐसा आरीर क्रो तस्य पनः सख्यानं-त्वचः कला घाववा मला 
दिसमें करीर के cava की संख्या का विवरण दे । दोषा ग्रकृत्लीदानी फुपु उण्डुका दछदयमादाया 
झुकशोणिय॑ गर्भाशवस्यमात्मप्रकृतिविकारसंमृ- | अन्त्राणि sat dats कण्डरा-जालानि कचा 


निदे ont इत्युच्यते | ¢ चेवनावस्थितं वायुर्विः | र्वः सेवन्यः सङ्घाताः drat अम्थ्रीनि सन्वयः 
६ 


8२ 


स्नायवः ten मर्माणि सिरा धमन्यो योगवहानि 
( योगबाहीनि ‘are? ) स्रोतांसि च ॥ ५ || 
भीतरी BET का वर्णन---उन अङ्ग-भत्यङ्गौं की पुनः 
गिनती करते हैं। यथाः-स्वचायें, Be, धातु, मळ, दोप, 
यकृत (जिगर ), प्लीहा ( तिल्ली ), फुप्फुस, उण्डुक, 
हृदय, जाशय, अतडियां, दो चुक, खोतस्‌, कण्डरा, जाळ, 
कूर्च, रज्ञ, सीवनी, संघात, सीमन्त, अस्थियां, सन्धियां, 
स्नायुयें, मासपेशियां, ad, शिरायें, धमनियाँ और 
योगबह खोत्त ॥५॥ 
विमरदाः-_प्राण, उदक, अन्न आदि वहन करने वाले 
योगवह खोत हे | 
त्वचः सप्त, कलाः सप्त, आशायाः सप्त, घातवः 
सप्त, सप्त सिराशतानि, पश्च पेशीशतानि, नव 
स्नायुशतानि, त्रीण्यस्थिशतानि, द्वे दशोत्तरे संधिशते, 
MA wind, 'चरुबिशतिधेमन्य', त्रयो दोषाः, 
त्रयो मलाः, नव Datta, षोडश ser, Nex 
जालानि, षट्‌ कूचोः, wae रजवः, सप्त सेवन्यः, 
चतुदश सघाताः, चतुदेश सीमन्ताः, द्वाबिंशतिर्योग- 
वहानि स्रोतांसि, द्विकान्य.त्राणि चेति समासः ॥ ६॥ 
अन्तस्य अष्ट-प्त्यत्नों की om ea सात 
कराय, सात आशय, सात Vga, सात at fic, पांच 
सौ पेक्षियां, नौ सो स्नायुर्ये, तीन सौ हदियां, a सौ 
दुस सन्धियाँ, एक सौ सात मर्म, चौचीस धमनियां, तीन 
दोष, तीन मळ, नौ खोत, सोलह कण्डरायें, सोलह जाळक, 
छः कूच, चार रज्जुये, सात सेवनियां, चौदृह संघात, deg 
सीमन्त, वाईस योगवह खोत और दो आंतें। इस प्रकार 
संक्षेप में परिगणन है ॥ ६॥ 
fraei—erat ( skins ), कळा ( membranes » 
आशय, धातु ( Tissues ), स्नायु, मांसपेशी (hgaments or 
muscles), अस्थि ( bones ), सन्धि ( joints ), ससँ ( Vital 


Weak Spots), धमनी (Arteries ), दोप, भरू (excretions) 
भौर स्रोत ( tracts ) ete 


Hpi उर्ध्वमू--त्बचो5मिहिताः कला 
घातबो मजा दोपा यत्छृत्लीहानौ फुफ्फुस उण्डुको 
ह्रदयं वृक्को च | ७ || TS 
और भी परिगणन--अव इनका चिस्तार से वर्णन किया 
जाता है-स्वचाओं का वर्णन हो चुका है। कला, धातु, 
मळ, दोप, aga, प्लीहा, फेफडा, उण्डुक, हृदय और 
Tet का भी चर्णन हो चुका हे ॥ ७॥ 
विमुञ्चत शारीरस्थान--चतुर्थं अध्याय ( गर्भ- 
व्याकरण में ) इनका वर्णन हो चुका है । 
आरयास्तु-वाताशयः, पित्ताशयः, शलेष्माशयो, 
TERM, आमाशयः, पकाशयो, मूत्राशयः स्रीणां 
गसाशयोऽष्टम इति ॥ ८॥ 
आशयों का वर्णेन- वाताय, पित्ताशय, श्लेप्साशय, 
रक्ताशय, आमाशय, पापाय, मूत्राशय ये सात आशाय 


पुरुषों और स्त्रियों में समान होते हैं किन्तु स्त्रियों में एक 
आशय अधिक होता है जिसका नाम गर्भाशय है ॥ ८॥ 

विमशः--चतुर्थ अध्यायके १९ वें श्‍लोक में आशय की 
निरुक्ति दी गई हे। आशय शब्द का अर्थ केवळ अधिष्ठान 
मात्र हे) दोप, दूप्य और मळ यथासम्भव आशायों सें 
निवास करते हें। आशायां की स्थिति वाग्भट सें निम्न प्रकार 
की चतायी गई है । यथा 'रक्तस्याधः क्रमात्‌ परे कफाम- 
पित्तपक्तानां चायोर्मूत्रस्य च क्रमात । गर्भाषायोऽषएमः स्रीणां 
पित्तपक्काशयान्तरा' चा० We अ० ३॥ प्रथम रक्ताशय 
है, पश्चात, क्रमतः कफादाय, आमाशय ( Stamach ), 
पित्ताशय ( Gall bladder ), पक्काराय ( Ducdenum and 
Intestine) चाताशय, उण्हुक (ceacun) Warr, 
(Bladder) और आठवां गर्भाशय ( uterus ) केवल 
स्त्रियों में ही रहता है ॥ ८ ॥ ह 

सारधेन्रिव्यामान्यन्त्राणि पुसां, ख्रीणामर्घव्या" 
महीनानि॥ ६ ॥ 


ava} की दौधता-पुरुषों की sacl साढ़े तीन ध्याम 
छम्वी होती है। स्त्रियों की पुरुषों की अपेक्षा आधा घ्याम 
कम अर्थात्‌ तीन व्याम होती है ॥ ९॥ 

विमर्श---व्याम का प्रमाण दोनों हाथ फैलाकर लिया 
जाता है। एक हाथ के चीच की जड्डुली के अन्त से आरम्भ 
करते हुए दूसरे हाथ की अद्जुली के अन्त तक की लम्बाई 
‘orm होती है। आधुनिक भत से वह अन्तर पुरुषों में 
SHAR फूट छु इञ्च ओर स्त्रियों में २३ फूट ६ इञ्च 
का होता है तथा बुहदन्त्र (Large intestine) ५ फूट 
होता है । 

श्रवण-नयन-बदन-घ्राण-शुद-मेढाणि नब 
स्रोतांसि नराणां बहिर्मुंखानि, पतान्येच ख्जीणाम 
पराणि च त्रीणि हे स्तनयोरघस्ताद्रकबहं च ॥१०। 


स्रोतों का वर्णन.--दो कान, दो आंख, एक सुख, दो 
नासिका छिद्र, गुद ओर एक मेढ ( लिंग या feat में मूत्र 
वह स्रोत ) ये कुछ “नौ? बहिमुंख स्रोत खी और पुरुषों मे 
होते हें। परन्तु rit में तीन अधिक खोत होते हैं, दो 
स्तनों में और एक रजोचह खोत ॥ १० ॥ 
विमशः--इस्‌ जगह वहिमुंख खोत बताये हैं। अन्त 
मुख स्रोतों का वर्णन घमनीच्याकरण नामक ( नवम ) 
अध्याय में करते । arias सोत यह स्मरातेपत्र फे नीचे 
रहता है । स्मरातपत्र यह भग के उपरी भाग मे रहता है। 
कहा भी है- 
विपुळपिप्पलपत्रसमाङृतेरवयचस्य शिरस्तरमाश्निततस्‌ | 
सकळकामसिराझुखचुम्वितं निगदितं मदनातपवारणस्‌? ॥ 
पोडश कण्डराः=~तासां चतस्रः पादयोः, तावत्यो 
दस्त-ग्रीवा-प््ेषु, तत्र हस्तपादगतानां कण्डराणां 
नखा अम्रप्ररोहाः, मीवा-हृद्यनिवन्धिनीनामधोभागः 
गतानां मेदू, श्ओरोणि-पष्ठ-निवन्धिनीनामधोभागः 
गतानां बिम्बम्‌ (नितम्बं पाः), ऊरुबक्षोंऽसपिण्डादिः 
गतानां च AAT ॥ ११॥ 


अव्यायः ५] 


शारीरस्थानम्‌ 


rrp pnp क कक कक कफ ककल कर फमयकमहम्पकानककाम कम का usurp gS 


Ha का वर्णन:--कण्दराएं सोल्ह हैं । उनमें से 
चार दोनों परों में, चार दायो में, उतनी ही गर्दन में और 
उसी अकार पीठ में भी चार रद्दती S1 हाथ और परों में 
रहन चाळी कण्डराओं के अग्र atte ( अङ्कर ) स्वरूप “नम” 
है गदन, छद॒य इनक साथ छयी हुई और नीचे जाने वाळी 
( कण्डराओं का) अग्र ग्रोह मेढ ( शिश्न ) दे । नितम्ध 
सर प्रष्ठ क साथ ल्यी हुई आर नीचे जाने वाळी कण्डराओं 
का wag चिम्ब ह । ऊर से आरम्भ करते इप चच्चःस्थर, 
अंस-पिण्डक इत्चादिचों का अभम्ररोद्द gat ( निर ) दै 117 
तिमर्शोः--क्ण्डराये (Tendons) कुछ मिळकर सोळद 
द्‌! वे चार भागों में विभक्त दैं। उनके ag स्वरूप नख, 
मेदू ( fea-Penis 3, विस्तव ( नितम्ब Gluteal region ) 
ant gat ( निर घव) 1 

माँस-सिरा-स्नाय्व-स्थि-जालानि प्रत्येकं चत्वा" 
रि, तानि मणिवन्व-शुल्फ-संश्रितानि परस्पर-निब- 
दानि परस्परसंदिलिष्टानि परस्परगवाक्षिवानि चेति 
यंगवाक्षितमिदं शरीरम्‌ ॥ १२ ॥ 
जालं का वणन माँस, गिरा, स्नायु और अस्थि, इनसे 
प्रत्येक के चार जाळ eel वे मगिवन्ध (ror) 
आर गुल्फ में आश्रित हं। वे णक दूसरों से बवे हुए ह. 
एंक में सटे हैं, तथा परस्पर गवाचित ( दिद्वित ) 
ददन जाळों द्वारा यह घरीर गवाक्षित हुआ हे ॥ १२ ॥ 
fart—za जार्ळो के (Networks) द्वारा दारीर 
गवाचित ( 87077 ) बनता दै 1 जसे लाळे के सूत्र एक 
दूसरे से निल्वे-जुख्ते हुए ‘er बनाने डं उसी प्रकार 
आरीरिक मांस, गिरा, अस्थि ओर सन्धियों के fea ये जाट 
qm) वे ज़ारसत्र मगिवन vist) ओर Ten पर 
आश्रच्च करते डुय स्थित 

पद कूचाः-ते हस्त-पाद-ओवा-मेढ़ पु; इस्त” 
Tal, Weatet, श्रीवामेदर्योरकेक: | १३॥ 

aot का वर्णन- कृचे छ' होते देँ 1 दो era में, दो परॉ 
सें, पुक औचा में आर पक मेढ ( मृत्रेन्द्रिय ) में, इस प्रकार 
कळ छुः कच होने दे ता गदं 


1 
\ 3 pal af} है 
8 a . 


तिमः, खुरचनी के सद्या होते द । वे नाल्को से 
निकलने वाळे agit से वनते हैं 
त्यो मांसरज्ञजवश्वतत्र बंशमुभयतः पेशी 
नित्रन्धनाथ दे बाह्ये, आभ्ग्न्वर च द्रे ॥ १४॥ 
रस्ट का वर्षन- चार बढी-बढ़ी मांसरज्चय हैं । 
चे एष्टवंदा के दोनो ओर पेगियों के बांधने क छिये द्वोती हैं । 
डो मांसरज्जुथे बाहर दोती इं ओर दो भीतर की ओर 
होती हैं ॥ १२॥ 
विमदा —wi क सत सें आठ मॉसरज्जुयं हैं। वे 
oan के दोनो ओर चार चार रद्दवी EI 


ने 
सप्र सेवन्यः, शिरसि विभक्ता: पञ्च, जिहाशेफ- 
Maes, ताः परिहत्तंब्या: शास्रेण ॥ १५॥ 
सौवनि्याँ--सीवन सात हैं 1 मस्तक पर पांच, Frere 
में एक आर मेढ ( मृत्रेन्द्रिय ) एक । इस प्रकार 
aa मिलकर सात daa हैं। aera 


उनको बचाना चाहिये ॥ ५८॥ 

विमर्भ--सीवन ( ३०६०८९३) हैं । चे मस्तक की efit 
पर स्पष्टतय़ा कधी क दातो क परस्पर Tard क समान 
बठाये हुए दीखते हूं । उसी प्रकार जिह्वा ओर मूृत्रन्द्रिय क 
नीचे भार्गो में सीवन के तुल्य सीवनियां दष्टिगोचर होती 
दँ। ये दख से कटने पर cia नहीं जुडती ॥ 

चहुद्शास्थ्नां संवाताः-तेयाँ त्रया गुल्फजानु 
वड्यणेपु, एतेनेतरसक्थिवाह च व्याख्यातौ) त्रिक 


शिरखोरेकेकः ॥ १६॥ 
सवात--हडुदियों के संघात ( इद जोड ) चौदद होते द 
उनमें से gen, जानु ( घुटना ) आर वदचण प्रदेश में 
एक २ मिलकर तीन होने हें। इसी प्रकार दूसरे पर और 
aia दाला में समननना चाहिये । Ser छीर मिर की 
हड्डियों में एक २ संघात द । इस प्रकार Ales संघात हू ॥ 
तिमः ये ( ०७८४ ) हूं। safe निर्दिष्ट 
स्थानों में प्रायः वे वहत ढ़ अवस्थाओं मे मिछते ह। य 
संघात (3०0155) दो दो या तीन-तीन हृददियोों से बनते 
ह। वे Antle, knee ( घटना ) आर करि प्रदेग स विगेषत. 
रहते दे । और Pelvis (त्रिक) तथा निर (Skull) में एक 
Tae 1 
चतुदंशब खीमन्ताः, ते चास्थिसंघाववद्गणनीया:; 
यतस्तंयुका अस्थिसंघाताः, ये ae: संघातास्ते 
खल्वप्रादराकेपाम्‌ 1 १७ ॥ 
सीमन्त-सीमन्त भी १2 ही द । अस्थिसंघात के समान 
सीमन्तो की गणना करना चाहिये, उन्हीं से अस्थिसवात 
यक्त होते हैं! किसी के मत से 12 सीमन्त दं ॥ 1५॥ 
विमन्न॑-ब्रद्ध वाग्मट क मत से शिरःक्पाळ मे पाँच 
सीमन्त होते &1 इसलिए उनके मत से aang सीमन्त 
होवे हैं। दूसरों के मत से पक श्रोगिकाण्ड क ऊपर, एक 
बच्च क ऊपर, एक उदर आर उर क सन्धान स, एक AAG 
के ऊपर, इन सर्वा को मिलाकर अठारह दोते el भोजने 
सीमन्तो की व्यारया “संघाता, सीविता यस्तु सीमन्तांन्तान 
Was’ इस प्रकार की दे ! 
रणि सपष्टीन्वस्थिशावानि वेदवादिनो भाषन्ते, 
शाल्यतन्त्र ठु त्रीण्येव शतानि | तेपां सर्विशमस्थिशातं 
शाखासु, सप्रददोच्तरं शातं श्रोणिपारवप्रष्टारःसु, ग्रीवां 
प्रत्युध्व त्रिषष्टिः; एच्मस्थ्नां त्रीणि शतानि पूयन्ते ॥ 
अस्थियों की सरया-वेदवाढी ( अग्निवेश आदि ) 
दृडडिचोँ की संरया ३६० मानते El परन्तु शादयतन्त्र में 
तीन सी दददियां मानते द । उनम से एक सो बीस 
दृडडियां आखाओ में रहती द्व। एक सो सनरह श्रोगि, 
पार्श्वे-( वगळ ), एष्ट ( पीठ), उर ( छाती ) इनके उपर 
रद्दती हैं। रीवा ( गरदन ) के उपर निरसठ दृड़दियां 
होती हैँ । टस प्रकार १९०+ ११७ -- ६३२३०० सच मिराकर 
कुळ तीन सो दृदडियां होनी हैं ॥ 1८॥ 
faa. क मतानुसार 
AAAs «५ 
afar मतानुसार 


aa कै 


tow ९७ 
a 7 — 
+] 
~ 
a 
ऽ 
Ay 
Ce] 


७ 

wm 
us 

a 


eS स्स सुश्रुतसंहिता 
ee 
ग्राचीनों के मत मे ज्यादा हड्डियां होने के कारणः- 
(५) किसी जगह ग्रतिसंस्कर्ता की भूछ । 
(२) तरुणास्थि और दाता की परिगणना करना | 
(३) बाल्यावस्था में हड्डी न मिलने से भिन्न अतीत 


~ 


ग्यारहवीं और वारहवीं अस्थियों का उरःफलक के साथ 
सम्वन्ध न होने से उनकी तरुणास्थियां ( Cartalages ) 
उरःफलक से नहीं मिळती शेष परुंकाओं की तरुणास्थियां 
उरःफलक से मिळती हैं । 

सुश्रुत के मत में पशुका ( Ribs ), WSF ( Facets ) 
और स्थाळकाडइ'द ( Tubercule ) इस प्रकार एक एक पारव 
में १२५९०३६ हड्डियां होती हे, अतः दोनों WA में 
७२ हड्ढियां होती है। न 

हाराणचन्द्र के मत से एष्ट में २९ हड्ढियां होती EI 
gga के मत से ३० और आधुनिक मत से ३४ कदोरुकाय 
( Vertebra ) होते है । 

qua के मत से उरःस्थळ में ८ हढडिया हे । ( उनमे से 
छः उरःफलक में और दो अक्षक )। हाराणचन्द के मत से 
उरःस्थळ में तीन और दो अक्षकसंज्ञक तथा कण्ठनाडी 
Trachae में २१ हड्डियां होती हें || 

staat नव, कण्ठनाड्यां चत्वारि, हे ea, 

दन्ता द्वात्रिंशत्‌ , नासायां त्रीणि, एक वालुनि, TLE: 
कर्णशङखेष्वेकेकं, षद्‌ शिरसीति २१ | 

गर्दन भौर उसके ऊपर की हड्डिया-ग्रीवा ९ गर्दन ) में 
नौ, कण्ठनाडी में चार eg, देश में दो, वत्तीस दांत, नाक में 
तीन, ag मे एक, गण्ड, कर्ण और शंख (इनमें एक एक, 
और शिर में छः होती हैं ॥ २१ ॥ 

विमर्शः--सव मिला कर “तिरसठ' अस्थियां गर्दन में 
होती हें । 


(०) दता agg और उदूखळ इनको भिन्न सम" 
झना। आधुनिक मत में दांत और तरुणास्थि को छोड 
ठेते है । 

एकैकस्यां तु पादाहुल्यां त्रीणि त्रीणि तानि पञ्चः 
दश, तलकूर्चगुल्फसंश्रितानि दश, पाष्ण्योमेकं, 
जदघायां ढे, जाचुन्येकम्‌ , एकमूराबिति ब्रिंशदेवमे- 
कस्मिन्‌ afer भवन्ति, एतेनेतरसक्थिबाहू च 
व्याख्यातौ ॥ १६ ॥ 

arama अस्थियों का परिगणन- पेर की प्रत्येक अडुलि में 
तीन तीन हडूडियां हे । इस प्रकार पन्द्रह हड्टियां होती है। 
तळ, कूर्च, गुएफ देश की दस अस्थिया हें । एक पाण्णि देश 

में, टो जंघा में, एक जानु ( घुटना ) मे, एक ऊरु प्रदेश मे । 
इस प्रकार एक टाग मे तीस अस्थियां होती हें । इसी प्रकार 
दूसरी टाग और वाहुओं ( सुजाओं ) की अस्थिया समश्ननी 
चाहिये । 

विमर्शः-अत्यक्ष देखने से और हाराणचन्द्र के मता- 
नुसार उपयुक्त पाठ मे थोडा-सा फरक दीखता हे । 

पांव की अङ्टुलियों और agut में मिळाकर चौदह 
हड्डियां होती हैं। तळ, कृचं और aes में ग्यारह हड्डिया 
होती है, ( तळ प्रदेश मे पाच, कूचे मे ३ और गुल्फ प्रदेश से 
३)। अन्य शेप हड्डियों के वारे मे दोनों के मतों में 
समानता हे । 

ag मे जान्वस्थि के समान वाहु में कूर्परास्थि नही 
होती ह तो भी वाहु के कूच देश मे एक अस्थि अधिक होती 
हे, इस प्रकार हाथों की और Gt की ह्टिया समान होती है। 


अस्थिसंख्या कोष्ठक 
ऊध्बीग ( शिर और ग्रीवा ) की अस्थियॉ 


चच क 
श्रोण्यां पद्म, तेपा गुदभगनितम्बेषु चत्वारि, भ्रीवाकी क क Sa 7 
त्रिकसंभ्रितमेक पार्श्वे पदत्रिंशदेकस्मिन्‌ , हितीये- | अस्थियां wl] i» ५१ 
ऽप्येव, पृष्ठे त्रिशत » शट्टाबुरसि, दे. असफलके | जनु १ ¦ कण्ठनाडी ४ 
(हे अक्षकसंज्ञे' इति पा० )॥ २०॥ हन्वस्थि a| ४५ रे | mandible 1 
रणि, पाइवे, वक्ष स्वल और स्कन्ध प्रदेश की अस्थियाँ-- हनुमूल्वन्धने २ Torntal 1 
श्रोणि प्रदेश मे पाच हड्डियां रहती है। चार तो गुदा, भग | Reams ४| » ६ { Parietal 2 
( योनि ), ओर दोनों नितम्वा की अस्थियों को मिलाकर Occipital 1 
होती है, पाचवी निक प्रदेश मे आश्रित रहती हे । पाव में | TTF] » १ | Palatanes 2 
छत्तीस हड्डिया एक तरफ होती हैं, दूसरे पाव मे भी इसी शंखास्थियां २ » RX | Temporal 9 
प्रकार समझना चाहिये । तीस हड्डिया पृष्ठ में, आठ उर नासास्थि ] » मै. | Nasal 9 
क ) में, दो असफलकास्थि होती है। (यहां अक्षक- | विकेट | १| » र | Malar 9 
जे-अक्षक नाम की दो हड्टियां ऐसा भी पाठ है )॥२०॥ | 
विमर्श---हाराणचन्द्र के मत मे श्रोणि में पाच ( सुश्चत कर्णास्थियां + 
के समान ), Wea में ४८ इन्हें पर्शुकास्थि (Ribs) कहते | + aR » है | Auditory Ossicles 6 
El इनमें एक तरफ १२ तरुणास्थिया ( Cartilages) और | FTERS देर | » R 
उतनी ही अस्थिया होती हे । इस प्रकार दोनों ओर मिलकर जत्रुकादि अन्तः - sphenoidal & Ot- 
४८ zefeat होती ह! अस्थियां her, Bones 10 


कभी कभी १३ चीं पशुका ( Bib ) भी मिळती है । 


nd 


९२ aR 36 


अध्याय ५ ] शारीरस्थानम्‌ ey 
ae की अस्थियॉ ऊपर ft गये कोष्ठक से मत-मतान्तरो की कल्पना 
| कीजा सकती है॥ २१॥ 
चरक सुश्रुत आधुनिक एतानि पञ्चविधानि भवन्ति; तद्यथा--कपाल- 
श्रोणिफकक २ | श्रोणी ४ | TnnommateBone १ | रुचक-तरुण-वलय-नलकसज्ञानि । तेषां जानु- 
भयारिथ १ नितम्बां-स-गणड तालु-शङ्क-शिरःसु कपालानि, दश- 
त्रिक » १ |: Sacrum 1 | नास्तु रुचकानि, घाणकर्णग्रीवाक्षिकोपेषु (घाण-कण्ठ- 
अनुन्निक Coccyx 1 कर्णा-क्षिकूटेघु ‘qqo’ ) तरुणानि, पार््वपर्ठोरःसु बलः 
ृष्ठास्थियां ४५ | » २० | Thorreic & Lu- + | यानि, शेषाणि नलकसंजानि ॥ २२॥ 
Weta eel ge |S VI अस्थियों के प्रकार-- इन अस्थियों के पांच प्रकार होते हें । 
~ यथा-कपाल, रुचक, तरुण, वलय ग 
Wage wl » २४ | Rubs 24 | संज्ञक अस्थियां जानु C घुटना क आय, 


पर्शुक-स्थालक २४ | » २४ | 


उर की अस्थियां १४ 3 ६ Sternum 

अक्तकास्थियां २ 39 २ | Clavical § 

अंस २ 

असफल्क २| » रे | Scapula 2 
१४० ११७ 50 

शाखा की अस्थियॉ 
चरक सुश्रुत आधुनिक 
नख २० 


Phalanges 28 


wat ३० ३० 
पादाहुलि : 2 Meta Tarsals 10 


पादुशछाकाएँ १० तळ १० 
» अधिष्ठान २ | कूच गू! के 
» युलफ ४ | गुल्फ १० ‘arsus 12 
3 पार्ष्णि Rios २ Os caleis, Qs 2 


हस्त भद्डुलियां २० | » ३० | Phalanges 28 


» शळाकाएँँ १० | तळ १० | Meta carpus 10 
» अधिष्ठान २ | कूच 
» सगिक २ | मणिक } १२ | Carpus 16 
अन्तर्जद्वास्थि २ | 33 2 | Tibia 9 
afestarfta २ 3 R Fibula 2 
जानुकपालिका 2 | » २ | Patella 2 
जानु २ 
ऊरू या नळक २| , २ | Femur 2 
अन्त.प्रकोष्टास्थिर | 4, २ | Ulna 2 
चहि प्रकोष्ठास्थि २ , २ | Padus 2 
कूर्परास्थि ra. 
चाहुनळक २' » २ Humurus 9 
१२८ १२० 120 
कुळ्योग 
शिर और ग्रीवा ९२ | ६३ 36 
धडकी अत्थियां३४० ११७ 50 
शाखाकी » Rel १२० 120 
Re ३०० 206 


ताछ, शङ्क और शिर इनमे होती हे । रुचकसंज्ञक अस्थियों 
से दांतों की गणना की जाती हे 1 घ्राण, कान, गीवा और 
अक्षिकोर्षो की ( पाठान्तर मे नाक-कण्ठ-कान-अक्षिकूरों की) 
अरिथयां तरुणास्थि कही जाती हे । पारर्व, पृष्ठ और उर 
इनकी अस्थियां वल्यसंशक है । शेप अस्थियां नलकसंज्ञक 
होती हे ॥ २२॥ 

विमर्शः--कपाल नामक अस्थियां कटोरी के समान 
रहती ह। रुचक (Dental), तरुण ( cartilage ), वळय 
( Round bones ), नलक (Long bones), आकार में 
यथानाम होती ह । 

भवति चार 

अभ्यन्तरगतेः सारेयेथा तिएन्ति weer: | 
अल्थिसारेस्तथा Ser भ्रियन्ते देहिनां भुबम्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्माचिरविनष्टेषु त्वङमांसेषु शरीरिणाम्‌ | 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ॥२४॥ 
सांसान्यत्र निबद्धानि सिराभिः स्नायुभिस्तथा | 
अस्थीन्यालम्बनं कृत्वा न शीर्येन्ते पतन्ति बा ।।२४। 

शारीर-धारण में अस्थियों की प्रधानता- aa वृक्ष अन्तःस्थ 
सारों पर निर्भर होते हैं उसी प्रकार प्राणियों का शरीर 
अस्थिरूपी सारों से धारण किया जाता है। अतः त्वचा और 
मांस नष्ट होने पर भी देह की सारभूत अस्थियां नही 
नष्ट होती हे । शिराओं तथा स्नायुओं से बंधे हुये मांसपिण्ड 
अस्थिओं का आश्रय करने से नहीं गिरते और ढीळे भी 
नहीं होते ॥ २३-२५ ॥ 

विमर्श---जेसे लोहो के छुड पर सीमेन्ट लगाकर खम्मे 
बनाये जाते है । उसी प्रकार अस्थियां (Bones) ge 
स्वरूप है | 
सन्धयस्तु द्विविधाश्चेष्टाबन्तः स्थिराश्च | 
शाखासु इन्बोः कटथां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः | 
शेषास्तु सन्धयः सर्वे विज्ञेया हि स्थिरा बुधः ॥ २६॥ 

सन्धियां-सन्धियां दो प्रकार की होती दे-प्रथम 
चेष्टायुक्त और दूसरी स्थिर । शाखाओं में, इजुप्रदेश से 
और कमर में चेष्टायुक्त सन्धियां रहती ZI शेप स्थिर 
सन्धिया समझनी चाहिये ॥ २६॥ 

विमर्ाः-चेष्टायुक्त सन्धिया ( Movable or Diarthro- 
ses) दो ग्रकार की होती है। वहुचेष्टायुक्त और अल्पचेष्टा- 


४६ 


युक्त। शासाओं मे तथा अधोहचु सें चहुचेष्टायुक् सन्धियां 
होती हैं और goat ( vertabral colum ) से अहपचेष्टा 
चाळी ( Amplnarthroses ) होती ह। 

सड्ख्यातस्तु दशोत्तरे दवे शते; तेषा शाखास्वष्ट- 
घष्टि', एकोनषष्टिः AB fat separ ऽयशीतिः ॥२७॥ 

afadt की सख्या-सन्धियों की संख्यां दो सौ दस हे। 
उनमें से ६८ शाखाओं में, ५९ कोष्ठ में और ८३ ग्रीवा 
( गर्दन ) के ऊपर होती हें ॥ २७॥ . 

विमशः--अस्थियों के समान सन्धियों के भी तीन 
विभाग किये गये है। 

एकेकस्यांपादाहुलयां त्रय्यः, age, ते 

वेके ० a 

TEU, जानुगुल्फबद्दुणेष्वेकेकः, एवं सप्तदशेकस्मिन्‌ 
सक्थ्नि भषन्ति; एतेनेतर-सक्थिबाहू च व्याः 
ख्याती ॥ २८॥ 

शाखागन सन्बियां- प्रत्येक पैर की अंगुलि में तीन-तीन 
सन्धियां होती हे और दो अंगूठे में, इस प्रकार १४ सन्धियां 
हुई long ( घुटना ), gen और वंक्षण में एक-एक, इस 
प्रकार तीन सन्धिया हुई। इस प्रकार एक-एक पेर मे 
१७ सन्धिया होती हे । इसी प्रकार दूसरे पेर और वाहु मे 
भी इतनी ही सन्धियां होती हैं। अत. शाखाओं से १७% 
४=६८ सन्धियां होती हे ॥ २८॥ 

विमर्श---सन्धियों के वर्णन में अंगूठे में केवळ दो 
सन्धिया बतायी ह, तीन नहीं । इससे अंगूठे में दो हड्डिया 
देना रहा, किन्तु अस्थियो की गणना में अगूठे में तीन 
अस्थियां दी गई हे । 

त्रय कटीकपालेपु, चतुर्विंशतिः sagt, ताषन्त 
एव पार्श्वयोः, उरस्यष्टी ॥ २६ ॥ 
„कोष्ठगत सन्वियाँ--करी और कपालों मे तीन सन्धिया 
ह । २४ सन्धियां पृष्ठ वंश में हैं। पारव में भी इतनी ही! 
अर्थात्‌ २४ तथा छाती में ८ हे । सव मिलकर ५५ | 
सन्धिया है. ॥ 

विमर्शे -हाराणचन्द्र के मतानुसार करिकपालों में 
५ सन्धिया है! yada और दोनों पाश्वों में चौवीस- 
चौबीस, छाती में १६। फुप्फुसों के साथ लगी हुई कण्ठ- 
नाडी (Trachea) में चीस। इस प्रकार ये सन्धियां ८९ 
होती हे । 

ताबन्त एव ग्रीवायां; त्रयः कण्ठे, नाडीषु हृदय- 
झोमनिबद्धास्वष्टादश, दन्तपरिसाणा दन्तमूलेषु, एकः 
काकलके, सासायाञ्च, ( नासायां पञ्च, हो aaa 
इयोनेन्रयोमवतः पा०) at बत्मेमण्डलजो नेत्राश्रयौ, 
गणडकर्णशडलेष्वेकेक:, हो इनुसन्धी, दवावुपरिष्टादू 
wat: शह्कयोञ्च, पळ्च शिरःकपालेघु, एको qa ॥ 

ऊध्वेजवुगत सन्विया-उतनी ही गर्दन में अर्थात्‌ ८, 
कण्ठ में ३, हृदय, क्लोम-सम्बद्ध नाडियों में १८, दन्तमूलों 
में ३२, काकलक से १, नासिका मे सी १, नेत्राधित 
THES से २, यण्ड में $-१ ( मिळाकर २), कानों 


सुश्रुतसंहिता 


में १-१ (मिलाकर २), शद्धो में १-१ ( मिलाकर २), 
इनुसन्धियों में २, भुकुटी के ऊपर २, शंसो के ऊपर २, 
शिरःकपाछों में ५, मूर्धा में १ ॥ 

विमर्शः--ऊरध्वंजत्रु में सव मिलाकर ८३ सन्धियां 2! 
हाराणचन्द्र के मत मे आचा की ८ सन्धियां, हृदय, क्लोम से 
सम्बद्ध नाढियों की १८, काकछक की १, Beet की २ 
सन्धियां तथा मूर्धा की ५, सव मिछाकर ३० सन्धियां 
कम हे । अर्थात्‌ उनके मत में ५३ सन्धियां ह । 

सुश्रुत के मतानुसार ६८+५९५८३= २१० सन्धिया 
होती हैं! 

त पते सन्धयोऽष्टविधा'-फोरो-लूखल-सामुट- 

प्रतर-तुन्नसेबनी-वायसतुणड-मण्डल-शङ्कावत्तीः ॥ 

सन्धियों के प्रकार- ये सन्धियां आठ प्रकार की हैँ, यथा- 
कोर, उलूखल, Wer, प्रतर, तुन्नसेवनी, वायसहुण्ड, 
मण्डल और Wad ॥ 

विमझः-ये सन्धियां केवळ हड्डियों के संयोग स्थान 
पर ही रहती है । ; 

तेषामडगुलि-मणिबन्घ-गुल्फ-जानु-छूर्प रेषु कोराः 

सन्धयः। कक्षावडक्षणद्शनेपूछखलाः, अंसपीठ-गुद- 
भग-( पाद॒'प!०? ) नितम्बेषु सामुद्राः) श्रीवाप्ठछ- 
वंशयोः प्रतराः, शिरःकटीकपालेषु तुन्नसेवन्यः, हनो 
( हन्वोः 'पा०? ) रुभयतस्तु वायसतुण्डः, कण्ठहृदय- 
नेत्रकलोमनाडीपु मण्डलाः, श्रोत्नश्शङ्गाटकेषु राह्का" 
चर्ताः | तेषां नामभिरेवाकृतयः श्रायेण व्याख्याताः ॥ 

सन्विर्यो के स्थान इन सन्धियों में से कोर सन्धियां 
aghs, मणिवन्ध ( कलाई ), गुल्फ ( एडी ), जानु (घुटने), 
और कर्पर ( कोहनी ) मे होती हैं । 

कत्ता, वंक्षण, दात इनसे उलूखल सन्धिया हे | अंसपीठ, 
गुद, भग, frat में सामुद्ग सन्धिया होती हे । ग्रीवा 
(aaa ) और एप्ठचशा सें प्रतर नामक सन्धिया हे । शिर 
और करी, कपाछों Hamat । हजु के दोनों ओर 
वायसतुण्ड सन्धियां हे । कण्ठ, हृदय, नेत्र, क्लोमनाडी, 
इनसे मण्डळ नाम की सन्धिया हे । श्रोत्र और ऽङ्गारक 
इनमें शंखाचत सन्धियां हैं । उनके नामों पर से ही 
आकृतियों का वर्णन होता है । 

विमशेः-(१) कोरसन्धि (Hinge jornts or ging 
mus ) 

(२) उलूखळ ( Ball & socket Joints ) 

(३) arax ( सम्पुट के आकार का Cavity yomnts ) 

(४) प्रतर 1 

(५) दुन्नसेवनी ( सीवन के सहद 91४97९5 ) 

(६) वायसतुण्ड ( कोवे की चोंच के समान. Crow 
beak joints ) 

(७) मण्डल ( वर्तुळाकार, Annular joints ) 

९८) शंखावर्त ( शंख के तुल्य )1 
अस्थ्ना तु सन्धयो होते केवला: परिकीर्तिताः | 
पेशीस्नायुशातानां तु सन्धिसड्ख्या न विद्यते ॥ 


केवळ दाट्टिदों में मम्बि-सन्थियॉ में अवत | 


नव स्नायुशनानि | वासां grag पदशतानि, 
दवे शाते fare कोष्ठे, ग्रीवा प्रत्यव्च सप्रति: | 32 ॥ 
५० हू उनम स ATA A 
ग्रीवा क ऊपर ७० 1 इस प्रकार 


विमदाः र मनाउ कोई स्ट 
: TAFT का oi ई (Nerves) कदत हं । वहतम 
ढग 9८525 | कहने हँ! दूसरे 1३५०९८६३ कहते SI 
इस जरद्‌ 112१८९८७३ को मानते fear जाता ह । 
TG का वागन भी eR, Sead चथा +4 


Qtr तु ॒पादाडुल्या 


qe’) दाबिदान्‌; ठावत्य एव वलकूच-गुल्फघु; 
तावत्य एव sari, दरा जानुनि, चत्वारिशदूरों, 


~ e 

दृश वङणे, जशवमव्यवमेड्मेकस्मिच 
[a नेनेदरसक्थिदा 
भवान्त) Sig 


nara न्नाच - परों की प्रन्येळ Safe में छुः छः स्नादु 

a S ~ ह. स्नायु = क. उतनेही Us 
2) सच मिलाकर पर में ३० aay गदते ZI उतनी 
ae. ई ste गनरं में = seins भी उतनेही नही ६ I 
Sea कार TAs, आर जवा रू उवनदा द 
as = dan में प्रकार 

जाडु ( geal) में १०, ऊर में ४०, वंग में ३० इस प्रकार 
= होते है र्ड चेर = 

में १५० स्नायु होते हं! Aga Fae पर आर 


प्रकार द्वादा दे 1 
i विः; पाश्च याः पटिः; उरसि 


विनमभ+-कोट में २३० रन गयु द्वोने हूं । 
aA 2 fal 
पदत्रिंशद srarat, मूव्नि चतुलिशत॥ ३५॥ 

~ 

sara sya में ६5 कोर सूर्घा मं ६९, इस 
प्रकार कध्वनत्रगत ५० स्नायु दावे ZN SSN 

7 

विरर्य--सव मिलाकर 5००4-२३६०--७०८२०० न्नायु 

होने हू 1 
भवन्ति चान्न-- 


स्नायूशतुर्विषा विद्याचास्तु सवा निवोध में | 
प्रवानवत्यो sara Tea झुगिरास्तथा 1 देय ॥ 
प्रतानवत्यः Wag सवखन्विघु Aas | 
वास्तु कण्डराः सर्वा चिज्ञेयाः कुगलरिद ॥ ३६ ॥ 
आमपकाशयान्तेयु वस्ती च शुषिराः खलु । 
grata दथा we प्रथुतरात्च शिरव्यथ ॥ ४० I 
daa उलकास्वीणों वन्वचंवद्वमिदवा | 
भारतमा ATS FTE सुखमादिता ॥ ४१ ॥ 


शारीरस्थानम्‌ 


४४ ४१ STS SO nn, 


अंगुळियों में १७ प्रपद में io, पेर कें ऊपर कूच में 
हुई १०, Jewel में १०, शुल्क जोर जानु क वीच से २०, 


Os 
एवमेव शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्मृताः | 
स्तायुभिबहुमिवद्धास्तेन भारसद्दा नराः ॥ ४२॥ 

न ह्यस्थीनि न वा पेश्यो सिरा न च सन्वयः | 
व्यापादितास्वथा हन्वुर्यया स्नायुः शरीरिणाम्‌ ॥४३॥ 
चः स्नायू: प्रविजानावि बाह्यात्याभ्यन्वरास्वथा | 
स गृहं शाल्यमाइचु देहाच्छकनोति Sanz ॥ १४॥ 
उचोकवदस्नायुर्योका वर्गन--स्नायुचिर TST की होती हैं । 
प्रताववर्ती, Ta, एथु और शुविरा (पोळी, rae) ॥ ३ ॥ 
प्रनानवती आखाओं में तथा सब सन्धियोँ में रहती है । 
सभी गोल angel को कण्डरा कहते हैं, रेखा तञ्च लोगो 
को समझना चाहिये | शुपिरा स्नायु आामागय और पकाय 
के अन्त भाग पर तथा वस्ति प्रदेश में होती है। चौड़ी 
सनायु पाशवं, छानी, we आर दिर में होती हे । 


निस प्रकार अच्छी तरह से वनाई हुई, तम्तों से तेयार 
की हुई, बहुत से बन्ना से युक्त नौका पुरुषों के सहित 
भार चढन करने में समय ate) तद्वत, दारीर में भी 
जितनी लन्धियां हैं, वे बहुत से स्नाधुओं से बंधी हुई हैं। 
अतः मनुष्य आगी का भार सहन करने में समर्थ हैं। 
अस्थियां, मांसपेमियां, सिरावे और सन्धियां खराच 


होने से करीर निवना वेकाम नहीं होता दै, उतना स्नायु में 
विह्वति पदा होने से होता हृ; तात्पर्य बह कि ong खराब 
ala से शरीर अवश्य अकर्मण्य बन जाना है I 
जो अन्तःन्थ ओर वहिस्थ स्नायुओं को जानता दै, az 
गहराई में स्थित आदय को भी झरीर से निकालने में समर्थ 
होचा दे 1 
विमझ--स्नाचुतों का महत्त्व यहां भली 
जञा चुक्रा द॑। 


प्रकार बताया 


aC यथासुल्य ठीक 
इसमें क oy का अन्वय टीक हो जाता | 
पश्च पेशीशवानि भवन्वि । तासां चत्वारि 
शदानि शाखासु; कोष्ठे पद्पष्टि., stat प्रत्यूषं 
चतुबिशत्‌ ॥ ४५ ॥ 
देशियों का वर्षन-पेणियां पांच सौ होती हैं। उनमें से 
झाखाओं में चार सौ, कोष्ठ में ६६ और गर्दन के ऊपर ३21 
विमर्भ'--पेनियां ( Muscles ) | Sr के मत में कोष्ट 
६० ate गदन के उपर ४० पेक्षियां होती हैं 1 
पकेकस्यां तु पादाङ्युल्यां तिस्नस्विस्नस्ताः पञ्च 
दश, दृश प्रपदे, पादोर्पार कूर्चसन्रिविष्टास्तावत्य एव 
दृश शुल्फचलयोः, रुल्फजान्वन्तर विंशतिः, waz 
जानुनि, विंशविरुरो, दश वङ्क्षणे, शातमेवमेकस्मिन्‌ 
afres भवन्ति, एतेनेतरसक्थित्ाह च व्याख्यातौ ॥ 
arama पेश्चिया- प्रत्येक पाढांगुळी में ६३ = ol 
aa 


क 


ao 


जानु (gent) में ०, उत्देश में २०, बंक्षण में १०1 
So = 
| इस अकार अचक पर ( सक्थि ) AH १००५ पञ्चियां हाती ह 1 


2s 


< as at stat aC ही गे के तमः =e 
इस प्रकार दूसरे पर में और दोनों बाहुओं म समनना 
चाहिये | सव मिळाकर ४०० मॉसपेशियाँ 1 


€ 


विमर्वा.--ग्रपद का अर्थ पादाग्र होना दै । 

fra: पायी) एका HE, Barat चापरा, दे 
वृषणयोः, स्फिचोः पद्च पद्च, ढे बस्विशिरसि, पद्र्वो- 
दरे (TASER “पा०), नाभ्यामे का, प्र्ठीध्वसन्रिविष्टाः 
पद पद्म दीघो: aT, दश वक्षसि ( पार्श्वयोः 
दंश, दरे. वक्षसि ae’), अक्षकांसी प्रति समन्तात्‌ 
सप्त, दे ळृदयामारययो.) पट यङ्करप्लीडोण्ड(न्हु)केषु॥ 

Sons पेशिया-गुदह्वार में तीन, Fe ( मन्नेन्द्रिय, 
fou ) में एक, सेचनी में 4, झण्ठकोर्पा भं दो, नितम्त्र 
gan चतड में पांच-पॉंच ८१०, चस्विशीपं में >, उदर 
मेँ पांच ( पाठमेद के अनुसार १० 9, नामि में एक, पीट % 
ora माग में गडी हुई aq पांच-्यांच = ५० पश्षियाँ, पाश्च 
मे ६, वक्तास्बळ में १०, अक्क और अंस के चारों ओर 
उप्डुक में 5, इस प्रकार सव मिलाकर ४९ मांसपेशियां हुई ॥| 

विमर्ण।--बुद्धवाग्सट और गयी के मत में कोष्ठ में ६६ 
पेशियो की जगद 5० ही पेणियाँ बताई द ॥ ४०॥ 

गयी के मतानुसार परिगगन---मेद ( Bares ) में 3, 
सेचनी में १. pon में 5, दोनों नितस्वो म १०, शुटद्वार a 
बलिसिन्क 2; वस्तिय्ाष में २, agaist के साथ उद्र 
फळक में ७, नाभि में १, एप्ट्सन्विसे ८, Tat में ५, TI 
म्थळमें १०, अचक आर अंसके चारो ओर ७, हृदयमें >, 
आमागयम १, कोष्टके भीतर २। इस प्रकार ८० पेशियां 
होनी ह। 

ग्रीबायां चतन्नः, अष्टौ gat ( इनुसमाज्ये 

हाराणचन्द्रः ), एकेका काकलकगलयोः, डे Tah, 
एका जिह्वायां (निद्वाया दे 'पा»), ओळ"ष्टवोर्दे, नाखायां 
वे, द्रे नेत्रयोः, (rae नेत्रयोः 'पा०) गण्डयोश्रतत्ञ', 
कणयोड, चतन्रो ललाटे, एका शिरसीति (पद शिरसि 
इति ‘are? ) | एबमेतानि पश्च पेशीशतानि ॥ ४८॥ 

कर्व्वडत्रुगतपेकिमा-ग्रीवार्मे 2, हचुओंमें १५ काकलिकामें 
4, गळेम १३ वालुम २, ara ५, area >, नासिकामँ >, 
आखा >, WEA २, कानोमें २, छछाटमें ६, शिर (मस्तक) 


3 

इस प्रकार सम्पूर्ण पेशियां 2९००-६६-३2 ००० 
होती ह 12८1 

विमर्ण --गयीक सनमें उर्ध्वजन्नुगत ४० पेनियां ह ॥२८॥ 

भवति चात्र-? 
ट्‌ ~ 

सिरास्ताच्त्रस्थिपर्चाणि सन्धयश्च शरीरिणाम्‌ | 

पेश्रीमिः संतरृवान्यन्र बलवन्ति भवन्त्यतः 1 ४६॥ 

tats इद होने के कारा- सिरा, ona, अस्थियाँ 

£ af == EA Rn 

पर्वं तथा सन्धि पेसिप्रेंसि आच्छादित हैँ इस कारण वे इद 
दोती हं॥ 23 ॥ 

Farret --पेमियों (Muscles) के नीचे अस्थियां (Blones), 
(Ligaments), और सन्वियां होती 21 किन्तु कोई २ 


सुश्रनसंहिता 


-_ FPP PL AE PLA ALLL ALL OL IL OO 


PPP LL TT 
न जी] 


गिराए ( Blood vessels) awa निकलती दँ ओर 211) 
उसके नीचे रहती हैँ । 

sot तु विंशतिरधिका | दश तासा स्तनयोरेके- 
कस्मिन्‌ vq पद्धेति, यौवने ताखां परिबृद्धि: ॥ »०॥ 

अपत्यपथे चतस्रः-तासां प्रद्धतेष्भ्यन्तरतों हें; 
मुखाश्रिते बाह्ये च वृत्ते दे गभन्छिद्रसंश्रठास्तित्र., 
छुकातंत्रप्रवेशिन्यस्तिक्त एव । पित्तपकाशाययो्मध्य 
गर्भशय्या, यत्र गर्भस्तिप्ठनि ॥ ५१ ॥ 

Prat की पेशिया- ख्ियों में चीस पेशिया अधिक होनी 
द 1 इनमें से प्रत्येक cane पांच > often द्वोती 8 
अर्थात दोनों sada दस पेशियांँ। उनकी योवनावम्या में 
वृद्धि ante 


अपत्यमार्ग में चार मॉसपेशिया होती 81 उनमें दो 


। 
| (कली हुई) भीतर की ओर, और टो (stern दया 


सुस में afer) बाहर की ओर टोली हें, इस प्रकार 
अपयमार्ग की चार मांसपेशियां हुईं । 
गर्मदिद् के आश्रित तीन पेशिया दोती हैं। शुळ भर 
आर्नवोको प्रवेश कराने वाली नीन पेशियां द्वोनी टं । 
_ गर्मशय्या, पिनाशय तवा पदश्चाशय इनके मध्य में रद्दती 
है। इसमें गम रहना दै ॥ ५०-०१ ॥ 
विमर्श —eaa (Breast ), गर्भाशय ( Uteras ) और 
योनि ( ४८०८ ) इनको आश्रय करके ख्रवियोमे अधिक 
पेशियाँ रहती ट 1 
तासां बद्दल-पेलव-स्थूलागु-प्रथु-वृत्त-हस्व- 
दीघ-स्थिर-मृदु-इलच्ण-करकशामावाः सन्ध्यस्थिसिराः 
स्नायु-प्रच्छादका यथाप्रदेदां स्वमावत एव भवन्ति ॥ 
{hit के स्वरूप:--बीच चीच में सन्ध्रियां, अस्थियों, 
भिराएँ, स्नायु, इनको टकने के कारण Vert में बहलता 
( चौडापन ), पेळवत्व ( अदपना ), म्थूलन्व ( मोटापन ), 
aura ( छोटापन ), प्रथुत्व (विस्नीर्णता), saa (गोलाई), 
aera ( छोटा होना ), daa (बडा होना ), Rave, 
aga, ours ( चिकनापन ) और कन्व (खुदरापन), 
ये भाव स्वभाव से ही होते हैं ॥ ०२ ॥ रि 
त्रिमर्शः-पेशियों के शुणघर्म बदळने के कारण उनकी 
यथास्थान स्थिति दै 1 
भवति चात्र-- 
पुंसां पेश्यः पुरस्ताद्याः श्रोक्ता लक्षणमुप्कजा: | 
स्रीणामाबृत्य विष्ठन्ति फलमन्तर्गतं दि ताः ॥ ५३॥ 
लिंग भेढ रहने पर भी सामान्य पेशीसंर गामे समानना-” 
पुरुषों क लक्षण ( fez ) और (अण्डकोष ) रहने वाली जो 
पेनियां कही गई हैं, वही पेगियां Prat में अन्तर्गत फल 
( डिम्भ Re को ढक डुए रहती हैं ॥ ०६ ॥ 
विमर्द्ः-यह तन्त्रान्तरीय rete ययी को संमत नहीं दै | 
दत सतत च्रियॉ में पुरुषों की अपेक्षा तीन पेशियां कम 
होती ई! मोज का भी मत गयी के मत को पुष्टि देने वाला S| 
“पञ्च titres नघरीवजं विद्वि भूमिप । 
अतश्च fret हीयन्ते स्त्रीणां शेफसि ora.” ॥ 


अध्याय: ५ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


ge 


उपयुक्त श्लोक में अन्तर्गत फलका वीज-ग्रन्थि (0००५) 
से तात्पय हे । 
मर्मसिरा-घमनी-स्लोतसामन्यत्र प्रविभागः ॥ ५४ ॥ 
मर्मादिकों के प्रकार--मर्म, दिरा, धमनी और स्रोंतसोंका 
विभाय दूसरी जगह बताया जायेगा ॥ ५४ ॥ 
विमर्गः--मर्मा ( Vital weak spots) का चर्णन पष्ठ 
अध्याय से, शिराओं ( Blood vessels) का सप्तम अध्याय 
सें, और धमनियों (Artenes) तथा स्रोतसो का वर्णन 
नवम अध्याय सें दिया गया हे । 
शकट्ठनाभ्याकृतिर्योनिस्त्यावती सा प्रकीतिता | 
तस्यास्तृतीये त्वावर्त गर्भशय्या प्रतिष्ठिता ॥ ५४ ॥ 
गर्भेशम्या- योनि, दांखनाभि के आकारकी, तीन आवतों' 
से युक्त होती दै । उसके तीसरे आवर्तमें गर्भराय्या रहती है । 
विमर्शः--योनि ( ४९६८०० } के आखीर भाग में गर्भाराय 
( Uterus ) रहता हे | 
यथा रोहितमत्स्यस्य सुखं भवति रूपतः | 
तत्संस्थानां तथारूपां गभोशय्यां Agger: ५६ 
जैसी रोहित मत्स्य के मुख की आकृति होती है, उसी 
प्रकार गर्भदाय्या होती है, ऐसा तज्ज्ञ लोग कहते हैं ॥५६॥ 
विमशेः--गर्भशय्या का मुख छोटा होता है, किन्तु पीछे 
का भाग वडा होता है। गर्भशय्या ( Uterus) प्रथम तो 
बहुत छोटी होती है, यहां तक कि भगसन्धि ( Symphysis 
pubis) तक गर्भ के तीन महीने के होने पर आती है, 
किन्तु aga-aga वह महाप्राचीरक (Disphragm) तक 
पहुँच जाती है । 
आझुग्नोऽभिमुखः शेते गर्भा गर्भाशये fear | 
स योनिं शिरसा याति स्वभावात्‌ प्रसवं प्रति ॥५७॥ 
गर्मस्थित शिशु की स्थिति- ख्रिर्या के गर्भाशय में गर्भ 
संकुचित तथा अभिझुख होता दै, किन्तु प्रसव के समय 
स्वाभाविक प्रकार से चह शिर से योनि को प्राप्त होता है ॥ 
विमशः--शिशु की स्थिति का ज्ञान बहुत आवश्यक 
होता है। शिशु जव शिर से आता है तो सुभीता से Fat 
होता है, किन्तु तिरछा आने पर, उसका नितस्व प्रथम 
आने से, सत होने से, विकृत रहने से उसमें कदिनता 
उत्पन्न होती है। कभी-कभी तो पेट चीर कर भी बच्चे 
निकालने पडते है | 
afta गहर के चार भाग प्रथम करते हे । एक रेखा एक 
वगळ से दूसरे वगळ को और दूसरी भगसन्धि के वीचि से 
पीछे की ओर । इन चार भागों का नाम दुक्षिण-पूर्वाचु 
शीर्पासन (8, 0 A Right ooupito anterior ), दृक्षिण- 
पश्चिमाजु-शीर्पासन ( 2, 0. P ), उसी प्रकार वाम पूर्वाचु- 
झीर्पासन (1, 0, A) और वाम-पश्चिमाचु-शीर्षासन 
( L. 0, P. Left occipito pasterioy ) यह Pa इन चार 
भागों में बच्चा शिर द्वारा या नितस्व द्वारा आता है। सबसे 
अच्छा प्रकार वाम-पूर्वोचु-शीपोसन (1 0 4 ) है। इस 
अवस्था में वच्चे का जन्म सुगमता पूर्वक होता है। और 
भी प्रकारो की स्थिति होती दै। वह विस्तार भय से नहीं 
दी गई है । 
७ सु० शा० 


a ern 


वाळक जीवित होने के प्रायः दो लक्षण होते हें । प्रथम- 
हत्स्पन्द्न सुनना और दूसरा-चच्चे की हलचल । 
कभी-कभी वस्तिगह्नर छोटा ( Contracted ) होता है 
तो बच्चा कठिनता से निकलता हे । वह समझने के लिए 
पुरोध्वंकृर्टों के (879 anterior spme), मध्य का और 
दोनों जघन-चूडाग्रों के ( 07९5४ of alam) मध्यका तथा 
भगसन्धि से पाँचवे कटिकणेरुकाग्र (Symphysis pups ) 
से पञ्चम ( Lumber Vertedra के Spine external conju- 
gate ) का अन्तर लेते हे, जो निम्न प्रकार से होना चाहिये- 
(2) कूटान्तरिक व्यास ( Interspinous diameter ) 
९॥ से १० इञ्च । 
(२) जघनद्षिखान्तरिक व्यास (Inter crestal dia- 
meter ) Jol! से ११ इञ्च । 
( ३ ) वाद्य अनुदीघंग्यास ( External conjugate ) 
७ा इञ्च । 
त्वकपर्यन्तस्य देहस्य योऽयमङ्गविनिञ्चयः | 
h „+ < he 
शल्यज्ञानादृते नेष (नेव 'पा०) वण्यंतेऽङ्गेपु केषुचित्‌॥ 
शल्यज्ञान की आवशयकता--यह जो देह का स्वक ( चमं ) 
पर्यन्त अङ्क विनिश्चय है, उसका किसी भी प्रकार श्यज्ञान 
के विना वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥ ५८॥ 
विमर्श।--शल्यज्ञान से ही प्रत्यङ्गं का और चर्मा के 
सूषम भागों का वर्णन किया जा सकता है । अन्यथा नहीं । 
तस्मान्निःसंशयं ज्ञानं इत्री शल्यस्य वाळ्छता | 
शोधयित्वा सृतं सम्यग्‌ goals विनिश्चयः ॥५६॥ 
प्रत्यक्षतो हि यदू इष्टं Mees यदू भवेत्‌ | 
समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवद्धेनम्‌॥ ६०॥ 
शवच्छेदन की आवश्यकता--इसी लिये शालय फे हरण 
करने वालों को सूत शरीर का शोधन करके अच्छे प्रकार 
अङ्ग का निश्चय करना चाहिये । 
संक्षेप में प्रत्यक्ष देखा हुआ और शासे ज्ञात, ये दोनों 
ही क्रियाएं ज्ञान की वृद्धि में कारण होती हैं ॥ ५९-६० ॥ 
विम्शः-अङ्गों का ज्ञान ( Anotomy ) जानने के लिए 
Ba शरीर का शोधनकर प्रत्यक्ष कर्म ( Practical) करना 
चाहिये । (Practical) के साथ शाखज्ञान ( Theory ) 
भी जानना आवश्यक होता है । दोनों प्रकार के 
अभ्याससे निःसंदेह कान होता है। चरकमें भी शारीर ज्ञान 
का महत्तव वताया है। यथा-- 
“शारीरविच्रः शरीरोपकारार्थमिष्यते । जञात्वा हि शरीर- 
ad शरीरोपकारकेषु भावेपु जञानझुत्पद्यते तस्माच्छुरीरविचयं 
प्रशंसन्ति कुशलाः” Ul 
और भी--द्वारीर॑ सर्वथा सर्व सवंदा वेद यो भिषक्‌ । 
आयुर्वेदं स HRT वेद छोकसुखप्रदुस ॥ 
तस्मात्समस्तगात्रमविषोपहतमदीर्घेव्याधिपीडि- 
तसबवर्षशतिकं निःसरष्टान्त्रपुरीष पुरुषसवहन्त्यामाप- 
गायां निबद्धं पञ्ञरस्थं मुक्षषल्कलकुशशणादीनामन्य- 
तमेनावेष्टिताज्गप्रत्यन्ग मप्रकाशो देशे कोथयेत्‌ , सम्यक्‌ 
प्रकुथितं चोद्धृत्य ततो देहं सप्रात्राइुशीरबालवेरुु- 


yo 
PRS 
ने: शरनेरवघपंयंस्त्वगादीन्‌ 
चल्कलकूचीनामन्यतमेन WH: शनरवघपयस्त्वगाद्‌ 
adie बाद्याभ्यन्तराद्वभ्रत्यक्षविशोपान यथोक्तान्‌ 
लक्षयेच्चक्लुवा ॥ ६१॥ ह 
है झवच्छेदन की विधि--शवच्छेदनफी आवश्यकता होने 
कारण सम्पूर्ण अवयव वाळे, विपसे ay न हुई हो और 
दीर्घ च्याधिसे न मरा हुआ, सौ वर्षे आयुके पका, अन्त्रम 
से घुरीप (az) निकाले हुए पुरुष को, न वहनेवाठी 
ahi, पिञ्रे में बांधकर da, पेदका छिळका ( वल्क्रल ), 
ea, दाण ( सन ); इनमेसे किसी एक वस्तुसे अद्रव्य 
को छपेटफर wate asd । अच्छे प्रकारसे सडनेपर 
उसे निऊालकर पश्चात्‌ उश्ञीर ( सस ), वाळ, वेणु ( ata), 
acre ( वृक्षकी छाछ ), इनमे से किसी एक से तयार की 
हुई कूचीसे धीरे धीरे grad हुए पूर्वोक्त सव व्वचाओं को, 
बाह्य तथा भीतरी AZ, पत्यक्षों की ७ दिनतक आँखों से Zl 
विमर्श+-अभथ्रम शरीरको लेकर सावे पश्चात्‌ वनस्पतिः 
ath बदा बनाकर. उसे खुरचते २ अदपरत्यज्रीका प्रत्यक्ष 
ज्ञान कर लेना चाहिय । 
न शम्यश्चक्षुपा दरष्टुं देहे सून्मवमो विभुः | 
दश्यते ज्ञानचक्ुर्मिस्तपत्रश्न्मिरेब च ॥ ६२ ॥ 
आत्माका दर्धन--दारीर HATE सूचम आत्माको देख 
wel सकते । बह शान-चछुओं से अथवा तपश्रकुओमे देया 
जा सकता दै ॥ ६२॥ 
विमर्शा--यहां आत्माका अस्तित्व और उसको देजनेके 
उपाय--ज्ञान ( सदूयुरूपदेद्ा और तपश्चर्या ( चान्द्रायणा- 
दि घत ) बताएं द । 
शरीरे चेव शास्त्रे च cert: स्याद्विशारदः | 
दषटशरुताभ्यां सन्देहमवापोह्य चरेत्‌ क्रियाः ॥ ६३॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने शरीरसंख्याव्या- 
करणशारीरं नाम पश्चमोऽध्यायः | 
i 

निःसदेद mat पश्चात चिकित्सा करे--दारीरके विषयमे 
और आखरे विषयमे भळी अकार ज्ञान होना चाहिये। 
देखनेसे और श्रास्रावळोकनसे संडेहको हटाकर क्रिया 
(चिझित्सा अथवा दळ्यकर्म ) करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

विमरदाः-_चरकर्मे भी “रीरसंग्य़ां यो वेद सर्वावयवशों 
fas) तदज्ञाननिमित्तेन स॒ मोहेन न युज्यते! ॥ तथा-- 
ad विदितं ह्यस्य शरीरं सर्वभाचतः। शारीराः सर्वरोगाश्च 
स कमसु न मुझति / इस घार चिकित्साकर्म और शल्यकर्म 
में संदेद-निरसन के feat शरीर ज्ञान का कितना महत्त्व दे- 
यद बताया हे 1 

इति शारीरस्थाने पञ्चमोऽध्यायः | 
ns ed 
- दारीरे प्रश्‍नाः-- 

( १ ) चरकमुताधुनिकमतपुरस्तर त्वग्विवेचन कार्यम्‌ । 

(२ ) आशयश्चव्दस्य निरुक्ति प्रढ्थ्याश्चयार्ना नामानि देयानि। 

(3 ) चरकङ्षचवार्वाचांनमतपुरस्स्तरमर्थ्ना परिगणन इन्वा, 

तेया प्रकारान्‌ विलिख्य मतभेदे च कानि कारणानि ? 


सुश्रुतसंहिता 


IIS TE RY TS niin ne] 
PP PLP CODD PI PELL ०१३२७ OL PLLA ELD AOL DOAP AD 2 


(४) स्नायु-पन्षि-म्नोतमां पेशीनाज मरयाया, प्रकारार्णा 
स्रौविषयकमेद पुरस्मर निर्देश: करणीयः | 

(५ ) शरीरस्य का ब्यारया ! तज्यानस्य का आवश्यकता तथा 
शवन्ठेदनस्य प्राचीनार्बाचीनकाले विधिश्च लेखनीय, । 


(६ ) विज्ञाने आत्मनो्यत्यक्षत्वेधपे कथ तस्यासितितवे विश्वाः 
सभूमिः। 


> ed 


दछोऽध्यायः 


अथातः प्रत्येकमर्मनिर्देशं शारीर व्याख्यास्यामः ॥१॥| 
यथोवाच भगवान्‌ धन्ब्न्तरिः ॥ २॥ 
इसके पश्चात्‌ ग्रत्येऊ मर्मनिर्देद्व नामऊ शारीर की व्याय्या 
की जायेगी। 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरिने कहा हैं ॥ १-२ ॥ 
विमर्शः--प्रत्येक सर्मनिर्दशम के अस्येफ' अब्दके आगे 
मांस, दिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि ये शब्द समझने 
ti ऐसा करनेका फळ प्रत्यक दिरामर्मनिर्दश, प्रत्येक 
स्नायुमर्मनिर्ददा इत्यादि eta दे । भर्मस्थान ( Vital फरा. 
spots ) है । ममो में अग्नि, सोम, वायु, सस्व, रज, तम, 
पन्चेन्द्रियां और भूतात्मा ये रहते टैं। इनको दवी जीवनाधार 
कहते ईँ । यवा--जीवनाधाराणि प्रायण सुनयो जगुः | 
अथवा--'मारयत्तीति मर्म? थह भी मर्मकी व्यारया दै, 
क्योकि ससे का विघात दोनेसे रूत्यु होती दै। सुश्चुतमें मी 
मर्मकी--मर्माणि नाम मांसदिरास्नाय्चस्थिसन्धिसन्निपाता 
ag स्वभावत पुव Rtn प्राणास्तिएन्ति। तस्मान्मर्मस्वः 
भिददताम्तास्तान्‌ भावानापद्यन्ते' इस प्रकार व्याख्या है। 
उसी प्रकार 'येष्वमिद्दतेपु प्रियन्ते नरास्तानि मर्माणि? यह 
भी सर्म की च्याएया ( Defination ) है । 
सप्तोत्तरं मर्मशतम्‌ | तानि मर्माणि पञ्चात्मकानि 
भवन्ति, तद्यथा--मांसममोणि, सिराममोणि, स्नायु 
ममोणि, अस्थिममोणि, सन्धिममीणि चेति | च 
खलु मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिव्यतिरेकेणान्यानि 
मर्माणि भवन्ति, थस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥ ३ | 
मर्मी की संख्या तथा प्रकार--मर्म एक सी सात ह । उनके 
पांच प्रकार होते Et उदाहरणार्थ (१) मासमम, (२) शिरा 
मर्म, (3) स्नायुमर्म, (४) अस्थिमर्म और (५) सन्धिमर्ग । 
मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि-मर्मी से अतिरिक्त 
मर्म न मिलने के कारण दूसरे मर्म होते ही नहीं ॥ ३ ॥ 
५. विमर्शः-र्‍यद्यपि स्रोतांकी हानि होने पर भी ag होती 
है, तथापि उनसे ay निश्चित होगी ही, ऐसा नदी । इसलिये 
स्ञोतोमम॑ माने नहीं गये हैं। “खोतोविडं तु प्रत्याख्यायोप- 
चरेत्‌? ज्ञा. अ, ९ में वचन भी मिळता है। 
2 ढ 
तत्नेकादशा मांचममोणि, एकचत्वारिशतू सिरा" 
ममोणि, सप्तविंशतिः स्नायुममोणि, अष्टाबस्थि- 
मर्माणि, विंशतिः सन्धिममीणि चेति । तदेतत्‌ 
सप्तोचर॑ मर्मशतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अध्यायः ६ | 
म्मके विभागोंकी सख्या- मांसमर्म ११, शिरामर्म, 
स्नायुमर्म २७, अस्थिममं ८, और सन्धिमर्म २०; इस प्रकार 
कुछ १०० मर्म ह ॥ ४॥ 
विमशः--आगे की गद्य-संरया ७ में उपयुक्त स्थानोंमें 
कौनसे मर्म होते हे । यह बताया जावेगा । 


तेषामेकादशेकस्मिन्‌ सक्थित भवन्ति, एतेनेत- 
रसक्थि बाहू च व्याख्यातौ | उद्रोरसोद्दौदश, AIA 
ए ग्रीवां प्रत्यूध्वं सप्तत्रिंशत्‌ ॥ ४ ॥ 
देशमेदसे मर्मोकी सख्या- इन मर्मा सें से ११ मर्म पेरमें 
होते Fi इसी प्रकार दूसरा पेर और दो वाहुओंमें भी 
समझना चाहिये | सव शाखाओंमें ४४ मर्म होते हैं । पेट और 
छातीमे १२, पीठमें १४ इस प्रकार कोष्टमे २६ मर्म होते है। 
गर्दन के ऊपर ३७ मर्म हैं। कुछ मिलाकर ४९५२६ 
२७-१०० सम ॥ ५॥ 
विमर्ा-शासा, कोए और KARAS अनुसार मर्माका 
भी विभाग बताया है । 
तत्र सक्थिमर्माणि क्षिप्र-तलह्ृदय-कूर्च-कूचेशि 
रो-शुल्फे-न्द्रबस्तिःजान्त्रा“ण्यूर्वी-जोहिताक्षाणि विटपं 
चेति, एतेनेतरसकिथ व्याख्यातम्‌ | 
उद्रोरसोस्तु गुद-बस्ति-नामि-हृद्य स्तनमूल- 
स्तनरोहिता-पलापान्य-पर्तम्भौ ( अपस्तम्भावपलापौ 
चेति पाठः ) चेति ॥ 
पुष्ठम्मोणि तु कटीकतरुण-कुक्कुन्द्र-नितम्ब पार्श्वः 
सन्धि-इ्ृत्य-सफलकान्यंसौ चेति | 
बाहुमर्माणि ठु क्षिध्र-तलहृदय-कूचे-कूचेरिरो- 
मणिनन्धे-न्द्रबस्ति-कपरा ण्यूर्वी-लोहिताक्षाणि कक्षघरं 
चेति, एतेनेतरो बाहुव्योख्यातः | 
AA ऊध्वेममाणि तु Vee घमन्योऽष्टौ माठकाः, 
Zanes, दे Fat, डे फणे, डाबपाङ्गौ, द्वावावत्तों, 
ह्वव॒त्तेपी, दी शाह्कावेका स्थपनी, पञ्च सीमन्ताञ्च- 
खारि श््वद्गाटकान्येकोऽधिपतिरिति ॥ ६॥ 
परके मर्म--१ हिम, २ तलहृदय, ३ कूच, ४ HARK, 
५ gen, ६ इन्द्रवस्ति, ७ जानु, ८ आणि, ९ उर्वी, १५ लोहि- 
' are, ११ विटप, ये सक्थि ( पेर) मे मर्म होते हैं। इसी 
प्रकार दूसरे पेर में होते हैं । 
उद्र और ऊर में--गुद, वस्ति, नाभि, हृदय, दो स्तन 
मूल, दो स्तनरोहित, दो अपलाप और दो अपस्तम्भ, सव 
मिलकर १२ मर्म हे! 
पीठ मॅ--दो कटीकतरुण, दो कुऊुन्दर, दो नितम्ब, दो 
पार्श्वसन्धि, दो बृहती, दो अंसफलक और दो अंस । इस 
प्रकार १४ TAA ह्‌ । 
चाहुमर्ममॅ--(५) चिप्र, (२) तलहृदय, (३) कूर्च, 
(2) gif, (५) मणिवन्ध, (६) इन्द्रवस्ति, (७) कर्पर, 
(८) आणि, (९) ऊर्वी, (१०) लोहिताक्ष, (११) कक्षधर: ये 
वाहु के ममं हैं। इसी प्रकार दूसरी वाहु में भी समझना 
प्वादिये । 


शारीरस्थानम्‌ 


५१ 


NNN ९८/११/४४०१. 


aa ( गर्दन ) के ऊपर--चार धमनियां, आठ मातृकायें; 
दो कृकाटिका, दो विधुर, दो फण, दो अपाइ, दो आवतं, 
दो उच्चेप, दो ag, एक स्थपनी, पाच सीमन्त, चार AAT 
और एक अधिपति । इस प्रकार ३७ ममे हैं। 

आगे चलकर प्रत्येक मर्म का स्थान और इसके विद्ध 
होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण वता दिये गये हैं ॥ ६॥ 

तत्र तलह्ृदये-न्द्रवस्ति-गुद्‌-स्तनरोहितानि मांस- 
ससोणि, 
नीलाधमनी-मातृका-श्ङ्गाटका~पाङ्ग-स्थपनी~ 
फण-स्तनमूला-पलापा-पस्तम्भ-हृदय~नामि-पा्श्चः 
न्धि-बृहती-लोहिताक्षो-व्यं: शिराममीणि, 
आणि-विटप-कक्षधर-क्रूचेशिरो-चस्ति-क्चिप्रां-स" 
विधुरो-त््ेषाः कूचेममोणि, 
कटीकतरुण-नितम्बां-सफलक-शांखास्त्वस्थिम- 
माणि, जानु-कूर्पेर-सीमन्ता-घिपति-गुल्फ-मणिबन्घ- 
कुकुन्द्रा-वत-क्काटिकाश्चेति संधिममौणि ॥ ७॥ 
मासादि ममौ के नाम-१. मांसमर्मः-४ तलहृद्य, ४ इन्द्र” 
वस्ति, १ गुदा, और २ स्तनरोहित । सव मिलकर ११ 
मांसमर्म होते हे । 

२. सिरामर्मः--४ नीलाधमनियां, ८ मातृका, ४ खब्बाटक, 
२ अपाङ्ग, १ स्थपनी, २ फण, २ स्तनमूळ, २ अपलाप, २ अप- 
स्तम्भ, १ हृद्य, १ नाभि, २ पार्श्वसन्थि, २ व्हती, ४ छोहि- 
ara, ४ ऊर्वी। सब मिलकर ४१ शिराममं हे । : 

३. स्नायुमर्म---आणि ४, विटप २, कक्षघर २, कूच ४, 
कूर्चशिर ४, चरित १, त्तिम 8, अंस २, विधुर २, उत्द्ेप २। 
ये २७ स्नायुमर्स हे । 

२. अस्थिमर्म.--कटीकतरुण २, नितम्व २, अेसफलक २, 
शंख २। कुछ अस्थिममं ८ है । 

५, सन्धिमर्मः--जानु २, कूर्पर २, सीमन्त ५, अधिः 
पति १, गुल्फ २, मणिवन्ध २, कुकुन्द्र २, आवत्त २, कृका- 
टिका २। SS सख्या Ro | इस प्रकार १०७ मर्म होते हैं ॥७॥ 

विमर्शः-उपर्यृक्त मर्मो' के स्थान--शाखा, कोष्ठ और 
ऊर्ध्वंजवुगत अङ्को के व्यतिरिक्त नहीं होते हैं । अतः उनका 
स्थान शाखादिकों से समझ लेना ठीक है | 

तान्येतानि पञ्रविकल्पानि मर्मीणि भवन्ति | 
तद्यथा--सद्यः-प्राणहराणि, कालान्तरप्राणद्वराणि) 
बिशल्यध्नानि, वैकल्यकराणि, रुजाकराणि चेति | 
तत्र सद्यःप्राणहराण्येकोनबिंशतिः, कालान्तरप्राण- 
हराणि त्रयस्धिशत्‌ ; त्रीणि विशल्यष्नानि, चतुश्चत्वा- 
रिशद्दैकल्यकराणि, अष्टौ रुजाकराणीति ॥ 5॥ त 

ममौ के प्रकार- मर्म पांच प्रकार 1 जेसे-- 
(५) सद्यःजाणहर १९, (२) कालान्तरप्राणहर ३३, (३) विश- 
ल्यध्न ३, (2) वेकहयकर ४४, (५) रुजाकर ८ । कुल 
संख्या १०७ है ॥ ८ ॥ 

विसर्शः--कोई मर्म तत्काल प्राणहरण करने वाले होते 
है, उनको सद्य-प्राणहर मर्म कहते हैं । काळान्तरमाणहर मर्म 
कई दिनों के पश्चात्‌ प्राण लेते हैं । विशद्यष्न मर्स-शल्य को 


५२ 
निकालने से प्राण लेने वारे, वेकल्यकर मर्म-विकलता 
उत्पन्न करने वाले और रुजाकर मर्म-पीद़ा करने वाले होते 
हे । इनकी सख्या ऊपर वतायी गयी हे । 
शरङ्टाटकान्यधिपतिः शङ्को कण्ठसिरा गुदम्‌ | 
हृदय बस्तिनाभी च घ्नन्ति सद्योहतानि ठु ॥ ६ ॥ 
samme मर्म -श्रह्वाटक ४ अधिपति १, शांख २, 
कण्ठलिरायं ८, शुदा, हृदय, वस्ति और नाभि, इन पर 
आघात होने से तत्काल रुत्यु होती हे ॥ ९॥ 
विमर्शः-इनकी संख्या १९ होती दे । 
वक्षोममौणि-सीमन्ततलक्विप्रेन्द्रवस्तयः | 
कटीकतरुणे सन्धी पाश्वेजी बृहती च या | 
नितम्बाबिति चेतानि कालान्तरद्दराणि तु ॥ १०॥ 
काळान्तर"प्राणइर मर्म-वच्षोमम ८ ( छातीके मर्म-२ 
स्तनरमूछ, २ स्तनरोहित, २ अपछाप, २ अपस्तम्भ ), 
सीमन्त ५, तलहृदय ४, fire, इन्द्रचरिति ४, कटीकतरुण 
२, सन्धि ( पाशवंसन्धि ) २, बृहती २, नितस्व २। ये 
कालान्तर-प्राणहर मर्म होते ह ॥ १०॥ 
विमर्शः--सब मिलकर ३३ कालान्तरःप्राणहर ममे 
होते दे । 
उत्देपौ स्थपनी Sa बिशल्यध्नानि निर्दिशेत्‌ ॥११॥ 
विशव्यध्त मर्म--उत्तेप २ और स्थपनी १। ये तीन मर्म 
विदाल्यध्न होते हैं ॥ ११॥ 
विमदाः --जिसमें शल्य रहने तक प्राण रहते हैं, किन्तु 
शल्य निकालने पर ag होती है; वे विशल्यध्त मर्म है | 
लोहिताक्षाणि जावूर्षीकूचेविटपकूर्पराः | 
कुठुन्दरे कक्षघरे विधुरे सकृकाटिके ॥१९॥ 
अंसांसफलकापाड्ा नीले मन्ये फणी तथा | 
वेकल्यकरणान्याहुराब्तो द्वौ तथैव च ॥१३॥ 
RTT wi— लोहिताक्ष ४, आगि ४, जानु २, ऊर्वी ४, 
कूच ४, विटप ३, कूपर २, कुकुन्द्र २, कक्तघर २, विधुर २, 
कुकारिका २, अस २, अंसफलक २, अपांग २, नीळा २, भन्या 
२, फण २, MAT २1 ये वैकल्यकर सर्म ह ॥ १२-१३ ॥ 
विमरा.-वेकर्यकर (विकलता करने वाले मर्म) सख्यामे 
४४ होते हैं । 
गुल्फी दो मणिबन्धौ द्वी ढे दे कूचेशिरांसि च | 
सुजाकराणि जञानीयादष्टावेतानि बुद्विमान्‌ ॥ १४॥ 
, सुनाकर मर्म--गुरफ २, मणिवन्ध २, कूर्चशिर ४, ये आठ 
समं रुजाकर ( पीडा देने वाले ) समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 
विमश.--वेकल्यकर और रुजाकर अमो में भेद निम्न 
प्रकार दै । वेकल्यकर स्थायी विकार पेदा करते हैं किन्तु 
पीडाकर ममं केत्रळ पीडा ही पेदा करते हैं, स्थायी विकृति 
उत्पन्न नहीं करते ह । 
क्षिप्राणि विद्धमात्राणि घ्नन्ति कालान्तरेण च 1१५ 
क्षिप्र मम का छक्षण-ज्षिप्र मर्म वेधन मात्र से ही 
दिनों के पश्चात सत्यु छाते है ॥ १५॥ 
विमशं.--इस मर्म से चोट आना ही maa विप्रक 
कारण हो जाता है। 


संश्रुतसंहिती 


ममीणि नाम मांससिरास्नाय्वस्थिसन्थिसन्नि- 
पाताः, तेषु स्वभावत एव विशोपेण प्राणास्तिष्ठन्ति; 
तस्मान्म्मस्वभिहतास्तांस्तान्‌ भावानापद्यन्ते 1६ 
मर्म का लक्षण ~ मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि 
इनका एकत्र होना यह ममा का लक्षण है। इनममोमेही 
स्वाभाविक प्रकार से प्राण रहते हैं। इस लिये ममा के उपर 
आघात होने से शब्द, स्पर्श, रूप, रसादि इन्द्रियाथों का 
ज्ञान नष्ट हो जाता है और मन तथा चुद्धि aes जाती है। 
दूसरे विद्वानों का कहना हे कि भ्रम, प्रलाप ( असंबद्ध 
भाषण ), पतन (गिरना) और प्रमोह ये लक्षण होते हैं ॥१६॥ 
विमर्श--मर्म की ब्याख्या अध्याय के प्रारम्भ में अच्छी 
प्रकार दी गयी है । 


तत्र सद्यःझणहराण्याग्तेयानि, अग्निगुणेप्वाधु 
क्षीणेषु क्षपयन्ति | 

कालान्तरप्राणहराणि सरौम्याग्नेयानि, अग्निगुणे 
wig क्षीणेषु क्रमेण च सोमगुणेपु कालान्तरेण 
क्षपयन्ति | 

बिशल्यप्राणहराणि वायव्यानि, शाल्यसुखावरुद्ध 
याबदन्तवोथुस्तिष्ठति ताबञ्जीचति उदूशृतमात्रे तु 
शाल्ये मर्सेस्थानाश्रितो वायुर्निष्क्रामति, तस्मात्‌ स" 
शल्यो जीवत्युदूृतशाल्यो श्रियते | (पाकारपतितशल्यो 
चा जीवति ) र 

घेकल्यकराणि सोम्यानि, सोमो हि स्थिरत्वाच्छ 
त्याच्च प्राणाबलम्बनं करोति | 

रुज्ञाकराण्यग्निचायुरुण भूयिष्ठानि, बिशोपतञ्च वौ 
रुजाकरो, पाञ्चभौतिकी च रुजामाहुरेके || १७॥ 

मर्मो के साथ महाभूर्ता का सम्बन्ध- खसद्यन्ाणहर ममं 
आग्नेय होते हैं। अग्निगुण शीघ्र कम होने के कारण शरीर 
को नष्ट कर देते हैं । 

काळान्तर प्राणहर मर्म सौम्य ( सोम-जल-सम्चन्धी ) 
और आग्नेय ( अग्नि सम्वन्धी ) होते हें । अग्निगुण शीघ्र 
कम दोने से और सोम गुण शनेः २ कम होने के कारण ये 
मर्म काळान्तर से प्राण लेते हे । 

विश्र्यग्राणहर मर्म-ये मर्म वायव्य होते है । इन ममों 
में मुख में शल्य के होने से जब तक वायु रुकी रहती है 
सब तक घाणी जीवित रहता हे किन्तु शल्य निकालने 
ala से मर्मस्थान से वायु निकल जाती हे इसीलिये यावत्‌ 
काळपर्यन्त शल्य रहता हे तय तक ( पुरुष ) जीवित रहता 
हे किन्तु शल्य निकालने से सत्यु को प्राप्त होता है । (am 
का पाक होने पर शल्य निकळ जायया तो जीवित रहता दे ) 

वेकल्यकर समं--सौग्य गुण वाले होते ह ata स्थिर 
होने के कारण और शेत्य के कारण प्राणों का अवलस्बन 
करता है। रुजाकर मर्म अग्नि और वायु गुण युक्त होते हैं । 
अग्नि और ag विश्येप प्रकार से पीडा करने वाळे होते है! 
कई आचायों' के मत में रुजा पाञ्चभौतिक ( पाचों भूतों से 
सम्वन्ध रखने चाली ) होती दे ॥ १७॥ 


= 


अध्याय ६ ] 
विमर्श---बच्यपि सर्व मर्म प्राण लेने वाले होते हैं तथापि 
कालान्तर प्राणहर वगैरह भेद उन ममो की विशेषता 
बताते ह। aq ममां में सोम, मारुत, तेज, तथा सत्त्व, रज 
और तम, एवं भूतात्मा रहता है तो भी तेजोगुण, जलीय गुण 
इत्यादि गुण अधिकता से उन ममां मे विद्यमान रहने के 
कारण भिन्न बताये गये हैं! 
केचिदाहुमोसादीनां पञ्चानामपि समस्तानां 
बिवृद्धानां ( समवृद्धानां ‘are’ ) च समवायात्‌ सद्यः 
प्राणहराणि, एकहीनानामल्पानां वा (च 'पा० ) 
कालान्तरप्राणहराणि, द्वि्दीनानां विशल्यप्राणहराणि 
( विशल्यष्नानि 'पा०? ) 
त्रिहीनानां वेकल्यकराणि, एकस्मिन्नेव रुजाकराणीति | 
नेवं यतोऽस्थिममस्वप्यमिहतेषु शोणितागमनंभवति ॥ 
अन्य आचारयो का मत- कई आचायो' का मत है कि 
मांसादि पांचों के समान प्रकार से एकत्र संयोग होने और 
बढ़ने पर सद्य प्राणहर मर्म होते हैं । 
कालान्तर प्राणहर मर्म एक कम अर्थात्‌ चार रचना के 
मेल से होते हैं या पांचों रचना अल्प प्रकार से मिलने से 
कालान्तर प्राणहर मर्म होते दे । पांचा में से दो कम अर्थात्‌ 
तीन रचना का सयोग होने से rarer प्राणहर मर्म होते ह । 
तीन कम ममों का अर्थात्‌ दो का संयोग होने से वेकस्य 
कर ममं होते हं । 
खाली एक ही प्रकार की रचना ( मांसादि) का होना 
यह रुजाकर ममं है | उपयुक्त मत ठीक नहीं क्योंकि अस्थि 
ससं पर ताडन होने पर भी रक्त का आगमन होता हे 
भर्थात्‌ ममां में मांसादि पांचों प्रकार होते Fi अन्यथा 
खाली हड्डियों पर चोट छगने से रक्त केसे आता ? ॥१८॥ 
विमशः-प्रत्यक्ष देखने पर ऐसा कोई ममं नहीं दीखता 
है जो मांस, शिरा, स्नायु आदि से हीन हो। अस्थियां विद्ध 
होने पर रक्त निकलता है अर्थात्‌ उस जगह मांस और 
झिराओं का सम्बन्ध तो अवश्य ही मानना पडेगा । अतः 
सर्वे ममा में मांस, शिरा, स्नायु, इत्यादि पांचों वस्तुओं को 
मानना ही पडता है । 
भवति चात्र— 
चतुर्विधा यास्तु सिराः शारीरे 
प्रायेण ता मखु सन्निविष्टाः 
सुनाय्बस्थिमांसानि तथव सन्धीन्‌ 
सन्त्य देह प्रतिपालयन्ति ॥ ' 
( यापयन्ति ‘ato? )॥ १६ ॥ 
उपयुक्त विधान की पुष्टि-जो चार प्रकार की सिरायें 
शारीर में विद्यमान हैं । चे aga: मर्म स्थानों में प्रविष्ट होती 
हं और स्नायु, अस्थियां, मांस और सन्धियां इनको पुष्ट 
करती हुई देह का पाळन करती हं ॥ १९॥ 
विमहं--चार प्रकार की शिरायें ( चातवह, पित्तवह, 
कफवह और रक्तवह ) इस प्रकार से होती ह । 
ततः क्षते मर्मणि वाः प्रवृद्ध 
समन्ततो घायुरभिस्टृणोति | 


शारीरस्थानम्‌ 


५३ 


mo 


ae 
NNN 


विवर्धमानस्तु स मातरिः 

रुजः झुतीत्राः प्रतनोति काये ॥ २०॥ 
रुजाभिभूतं तु ततः शरीरं 

प्रलीयते नश्यति चास्य संज्ञा | 
अतो हि शल्यं विनिहतुमिच्छन्‌- 

समीणि यत्नेन परीचय कर्षत ॥ २१॥ 


शल्य-चिकित्सा में मर्मो की रक्षा करनी चाहिये-मम सें 
चोट आने पर कुपित हुई वायु चारों ओर से ( उन शिराओं 
को ) ढक लेती हे। इस प्रकार प्रवृद्ध हुई वायु शारीर में 
खूब वेदनाओं को उत्पन्न करती है। रुजा के पश्चात्‌ शारीर 
सुन्न होता है । अनन्तर शरीर की संज्ञा नष्ट होती हे अत 
शल्य निकालने की इच्छा करने वाले लोगो को प्रयत्नपूर्वक 
मर्मो' की रक्षा करके शल्य निकालना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 

विमशे-- ता. प्रवृद्धः? इस स्थळ में "तासु प्रवृद्ध/ ऐसा 
भी पाठ-मेद हे । शिराओं से ऋद हुई वायु प्रथम पाञ्च 
भौतिक दारीरयन्त्र को विघटित करती 21 पश्चात्‌ संज्ञा 
नाश होता ह । 

पतेन शेपं व्याख्यातम्‌ ॥ २२ ॥ 


कुपित कफ-पिरतो का लक्षण -चायु के weet के समान 
पित्त और कफ के भी लक्षण पेदा होते हैं। अत. ममां की 
परीक्षा अच्छी तरह करना उचित हे ॥ २२॥ 
विमर्शः--पित्तके लक्षण दाह, चोप, औष्ण्य इत्यादि 
होते हैं। कफ के लक्षण ख्रोतोनिरोध, तन्द्रा आदि उत्पन्न 
होते हे । अतएव दोप कुपित न हो किन्तु शल्योद्धरण हो 
ऐसी व्यवस्था होने के लिये ममा का भलीप्रकार ज्ञान 
आवश्यक है 
एक प्रकार के मर्म दूसरे ममां के समान भी कारणवश 
कार्य करते हं ॥ 
तत्र सद्यःप्राणहरमन्ते विद्धं कालान्तरेण मारयति | 
कालान्तरप्राणहरमन्ते विद्ध वेकल्यमापाद्यति | 
विशाल्यध्नं वेकल्यकरं च भवति | 
वैकल्यकरं कालान्तरेण क्लेशयति रुजां च करोति | 
रुजाकरमतीब्रवेदन भवति ॥ २३ ॥ 
सद्यः प्राणहर ममों के समीप आघात होने से कालान्तर 


में weg होती हे 

कालान्तर प्राणहर ममा के समीप विद्व होने से मर्म 
विकळता पेदा करते हैं 

विरल्यध्न ममं (के समीप विघात होने से) विकल 
करने वाळा होता है 

वेकल्यकर ममां के समीप चोट छगने से वे काछान्तर 
में पीडा देते हैं और वेदना उत्पन्न करते हैं। 


झ्जाकर ममां के समीप आघात होने से वे मर्म तीब्र 
पीडा न देते हुवे थोडी तकलीफ देते ह ॥ २३॥ 

विमर्शा--मर्मों के ane में चोट आने से चे अपने 
तकलीफ देने के कार्य भळीप्रकार नही कर सकते किन्तु यदि 
वे ही ममां पर चीच मे आघात अच्छी तरह हो जावे तो वें 
अपना कार्थ शीघ्र कर डालते है । 


8 


उसी प्रकार निम्न श्रेणियो के समो मे विशेष जोर के 
आघात होंगे तो वे अपने सदश कार्य न करते हुए उच्च 
श्रेणी के मर्मो के जो कार्थ है वे करते हैं। जैसे रुजाकर ममों 
का काम पीडा देना है, तथापि चे मर्म अपने से उच्च ममं जो 
वेकल्यकर हे, उनके तुल्य काम कर देते ह । 
तात्पर्य यह है कि उच्च शरेणी के मर्म कम आघातां से 
या समीप में आघात होने से जैसे निम्न श्रेणी के समो का 
काम करते हें, उसी प्रकार निम्न श्रेणी के wa भी आघात 
के तरतम सेद से अपने से उच्च श्रेणियों के कार्य कर 
सकते हैं । 
तत्र सद्यःप्राणहराणि 
कालान्तरध्राणहराणि पक्षान्मासाद्वा, तेष्वपि तु 
fants कदाचिदाशु मारयन्ति, विशल्यप्राणहराणि 
वेकल्यकराणि च कदाचिदत्यमिइ वाति मारयन्ति।२४॥ 
ममी का कार्य करने का काल--सद्य प्राणहर मर्म सात 
डिन के भीतर मारते है। कालान्तर-प्राणहर भर्म एक पक्ष 
( १७ दिन ) में अथवा एक महीने मे मार डालते ह। 
काछान्तर-्राणहर ममो सें सी fia नामक सर्म कदाचित्‌ 
शीघ्र ही मार देता है। विशल्य, आणहर तथा वेकल्यकर 
समां पर कदाचित्‌ विशेष आघात होने से वे (मर्म) 
मार ठेते ह ॥ २९॥ 
विमर्थ'-_यहां रुजाकर ममो का काळ नहीं बताया है। 
उनकी कार्य करने की शक्ति विशल्य, प्रागहर तथा वैकल्यकर 
स्मो के समान समझना चाहिये । यदि विशल्य, प्राणहर, 
वेकल्यकर और रुनाकर मर्मापर गहरी चोट न आवे तो मृत्यु 
प्राप्त नहीं होती है! 
अत He सक्थिममोणि व्याख्यास्याम- | 
५ अ) तत्र पादस्यांगुप्ठाहुल्योमंध्ये fer नाम 
सम, तत्र विद्धस्याक्षेपेण मरणम्‌ | 
(आ) मध्यमाङ्कुलिमचुपूर्वेण मध्ये पादतलस्य 
तलह्ृद्य नाम, तत्र रुजामिमेरणम्‌ | 
(३) क्षिप्रस्योपरिष्टाठुभयतः कूर्चो नाम, aa 
पादस्य अ्रमणवेपने भवतः | 
@ गुल्फसन्घेरच उमयतः कूर्चशिरो नाम, तत्र 
Oa | 
(उ) पादजङ्घयोः सन्बाने गुल्फो नाम, तत्र रुजः 
स्वव्घपादता GAT वा | 
(ङ) पा््णि प्रति जङ्घामध्ये इन्द्र्वस्तिनीम, तत्र 
णितक्षयेण भरणम्‌ || 
त ahs बा. सन्वाने जानु नाम, तत्र खञ्जता | 
र Sug अश्बसुभयतरूव्यंगुलमाणी नाम, वत्र 
शोफामिदद्धिः स्वव्धसक्थिता च्‌] 
(ओ) ऊरुमध्ये sai नाम, 
सक्थिशोषः | 


(et) set sled वड्क्षणसन्वेरूरुमूले 


तत्र शोणितक्षयात्‌ 


सुश्रृतसंहिता 


nea nana ene en SOC AEP AANA LEAT AIA दक 


ST ee errr YY 


लोहिताक्षं नाम, ( ऊरुमूले लोहिताख्यं ‘ato’ ) | 
दत्र लोहिवक्षयेण मरणं पक्षाघातो वा | 

(अं) बदङ्क्षणवृपणयोरन्तरे विटपं नाम, तत्र 
पाण्ड्यमल्पशुक्रता बा भवति | 

एवमेतान्येकादश सक्थिममीणि व्याख्यातानि। 
एतेनेतरसकिथि बाहू च व्याक्यातो | 

विशेषतस्तु यानि afer गुल्फजानुबिटपाति 
तानि बाहो मणित्रन्धकूर्परकक्षघराणि | 

यथा बडक्षण-त्रूपणयोरन्तरे विटपमेवं वक्षःकक्ष- 
योमंध्ये कक्षघरं तस्मिन्‌ विद्धे त एबोपद्रबाः | विशेष 
तस्तु मणिबन्धे कुण्ठता, कूर्पराख्ये कुणिः, कक्षघरे 
पक्षाघातः | 

¢ 

एवमेतानि चतुद्वत्वारिशच्छाखासु मर्मोणि व्या" 
ख्यातानि ॥ २५ ॥ 

afer ( शाखाओं ) के ममं और उन पर आघात aw 
दोने वाले उपद्रव- इसके पश्चात्‌ सकिथ ( शाखाओं ) के ममी 
का वर्णन दिया जाता हे । 

(अ) पेर का अंगूठा और समीपस्थ ag के मध्य 
भागसं 'क्षित्र! नामका ममं हे । इस मर्म पर आघात होनेसे 

( भाक्षेपसे ) मृत्यु होती है । 

(आ) मध्यमा agit अनुसार पावके मध्य प्रदेश 
में तलहृदय नाम का मम विद्यमान हे । उसके विद्ध होनेपर 
पीडाओंसे aq होती है । 

(इ) fa सर्मके ऊपर दोनों ओर कूर्च नामक मर्म है। 
उसमें आवात होनेपर पेर तिरछा होता हे और उसमें कम्प 
Gat होता है। 

(ई ) गल्फ सन्धिके नीचे दोनों ओर ( दोनों वगळ) 
'कूर्चञ्चिर' नामका मर्म दै । उस जगह विद्ध होनेसे वेदना 
और सूजन उत्पन्न होते हैं । 

(उ) पेर और जद्दा की सन्धियोंमें “गुल्फ” नामका ममं 
है। वहां पर विद्ध होनेसे पीडा और पादस्तव्धता ( पेरमें 
wee ) अथवा खञ्जता ( ळंगडापन ) Gat होती है! 

(ऊ) पाष्णि और sem सध्य भागमें “इन्द्रचर्ति' 
मर्म है। उस मर्म पर आधात होनेसे रक्त का निर्गम होकर 
खत्यु होती है । 

(ए) ser और ऊरु के Ten ‘ag मर्म है। वह 
मर्म विद्ध होनेसे खञ्जता ( लङ्गडापन ) होती हे । 

(ऐ ) जानु ( घुरना ) के ऊपर तीन age दोनों ओर 
‘anh नामक मर्म हे । इस पर चोट रूगनेसे शोफकी वृद्धि 
होती है और पेर जकड जाता हे । 

( ओ ) उरुके सध्य सायमें “उर्वी? नामक मर्म है, वह 
विद्ध होनेसे रक्त का क्षय होकर पेर सूखता है । 

(at) ऊर्वी नामक सर्मके ऊपर और वंक्षण afta 
नीचे set wed लोहिताद” नामका मर्म है। वह विद्ध 


होनेपर खून का निर्गम होकर aq अथवा पक्षाघात 
( Paralysis ) होता हे! 


श्रध्यायः 5 | 
Ca) वडक्षण और वृषण के मध्यसें 'विटप' | 
मम है। वह fee होनेसे पाण्ठथ ( नपुंसकता ) अथवा 
अल्प्ुक्रता Fat होती है। 
इस प्रकार पेरॉके ११ ममोका वर्णन हो चुका दे! इसी 
भकार्‌ दूसरे प्र और दोनों वाहुओंका वर्णन समझना चाहिये। 

WS मर्म और वाहुओं के ममां में इतनी ही विशेषता 
है कि जहाँ पेरमें गुल्फ, जानु और विटप ये मर्म हैं वहां 
चाहुओं में मणिवन्ध, कूपर और कक्षघर नामक मम हें । 

जेसे वंक्षण और gait के वीच में विटप नामका मरम है, 
उसी प्रकार वक्त.स्थल और कक्षा के चीच में 'कक्तघर? नामक 
मर्म है । उसमें विद्ध होने से विटपादि ममां के विद्ध होने के 
समान लक्षण ta होते हैं । मणिवन्ध विद्ध होने पर 
विशेषतया हाथ रुकते Fi कूपर ( कोहनी ) में विद्ध होने 
से aim और age मर्म विद्ध होने पर पक्षाघात 
( Paralysis ) उत्पन्न होता = । 

इस प्रकार झाखाओं में ४४ ममां का वर्णन किया हे॥२५॥ 

अत अध््रमुदरोरसोमँमाण्यनुव्याख्यास्यामः | 

(अ ) तत्र वाव-वर्चो-निरसनं स्थूलान्त्रप्रतिबद्ध 
शुदं नाम सर्म, तत्र सद्योमरणम्‌ | 

(आ) भल्पमांसशोणितोऽभ्यन्तरतः कट्यां मृत्रा- 
शयो वस्तिर्नाम, तत्रापि सद्यो मरणमश्मरीत्रणाहते, 
तत्राप्युभयतो भिन्ने न जीवति, एकतो भिन्ने मूत्र- 
ख्रावी aon भवति, स तु यत्नेनोपक्रान्वो रोहति | 

( इ ) पक्ामाशययोरमध्ये सिराप्रभवा , नाभिः, 
तत्रापि सद्यो मरणम्‌ | 

( इ ) स्तनयोमेध्यमधिष्ठायोरस्यामाशायद्वारं स- 
त्वरजस्तमसामधिष्ठानं हृदयम्‌ | तत्रापि सद्य एव 
सरणम्‌ । 

( उ ) स्तनयोरघस्ताद्‌ इन्यबुलमुभयतः स्तन- 
मूले, तत्र कफपूर्णकोष्ठतया (कासश्चासाभ्यां) भ्रियते | 

(ऊ ) स्तनचूचुकयोरूध्व इथह्ुलसुभयतः स्तन- 
गोमेध्ये ~ a € 
रोहिती ( स्तनचूचुक्रय स्तनरोहितो ‘are’ ), 
तत्र लोहितपूर्णकोएतया (कासश्वासाभ्यां) च भ्रियते | 
(ए) अंसकूटयोरधस्यात्‌ पार्श्वोपरिभागयोरप- 
लापौ नाम, तत्र रकेन पृथभाव॑ गतेन सरणम्‌ | 
( ऐे ) उभयत्रोरसो नाड्यो वातबद्दे अपस्तम्भौ 
नाम, तत्र वावपूर्णकोछतया कासश्वासाभ्यां च मरणम्‌। 
एवमेतान्युदरोरसोद्ठोदशा ममीणि व्याख्यातानि ॥२६।। 
पेट और छाती के मर्म तथा उनके विद्ध होने पर पैदा होनेवाले 
उपद्रवः--इसके पश्चात्‌ उद्र और उर ( वत्तःस्थळ ) के ममो 
की व्यास्या करगे । / 

(a) युदमर्म-वायु और वर्च ( मल-पाखाना ) इनको 
निकालने वाला तथा eqetea ( Large intestine ) ggzeq 
में र्गा हुआ रहता हे। उस जगह वेधन होने से तत्काळ 
WY होती है। 


शारीरस्थानम्‌ 


xy 

SS आप यात व्या यवा 

(आ) वस्तिमर्म अल्प मांस और अल्प शोणित युक्त 
होता है और वह अन्दर की ओर करि प्रदेश में रहता है 
और सूत्र का आझय ( स्थान ) है। 

यह मर्म जश्मरी ( पथरी ) के ब्रण के अतिरिक्त अन्य 
aie विद्ध होने पर तत्काल ay करता है। अशमरी 
अण भी वस्ति के दोनों ओर होगा तो ay हो जायगी। 
वस्ति मर्म के एक तरफ घरण होने से सूत्र का सवण करने 
वाला बण होता है। यह बण चिकित्सा करने पर कष्ट से 
ठीक होता है। 

( इ ) पक्काशय और आमाशय के मध्य में शिराओं का 
उत्पत्तिस्थान TRY नामक मर्म है । उसके भी विद्ध होने से 
आणी तत्काळ wey को प्राप्त करता है। 

(ई ) हृदय” नामक मर्म दोनों स्तनों के मध्य में वक्षः- 
स्थळ में रहता हे । वह सत्त्व, रज और तमोगुणों का स्थान 
है। आमाशय के द्वार के समीप रहता दै! वहां भी विद्ध 
होने से तत्काल ay हो जाती है । 

(उ ) स्तनमूल--ये दो मर्म, स्तनों के दो अंगुर नीचे, 
दोनों ओर रहते हैं। उनमें कफ से कोष्ठ पूर्ण हेने से ( कास 
और श्वास से ) eg होती है । 

(ऊ) स्तनरोहितः--स्तनचूचुर्को के ऊपर दोनों ओर 
स्तनरोहित नाम के दो मर्म हैं। उनमें रक्त से कोष्ट भर 
जाने पर श्वास और कास से मृत्यु होती हे । 

( ए ) अपलाप नामक दो मर्म अंसकूरों के नीचे और 
पारर्वभागों के ऊपर होते Fl उन ममो का रक्त पूयरूप 
होने से ag होती 2! 

( ऐ ) अपस्तम्भ नामक दो मर्म, छाती के दोनों ओर 
वात को वहन करने वाळी जो नाडियां होती हैं, उन्हें कहते 
हैं। इन ममों मे वायु से कोष्ट पूर्ण होने के कारण, श्वास 
और कास से ay होती है । 

इस प्रकार उद्र और उरस्‌ ( छाती ) के ane ममां 
का वर्णन किया गया हे ॥ २६॥ 

विमर्शः-( १ ) गुदा मर्म ( Rectum ) 

(२) चस्ति aa (Bladder ) 

(३) नाभि ममं ( Umbiheal ) 

(४) हृदय मर्म ( Heart ) 

(५, ६) स्तनमूल ( Root of the lungs ) 
(७, < ) स्तनरोहित मर्म ( Base of lung ) 
(९, १० ) अपलाप ( Apex of lungs ) 

( ११, १२) अपस्तस्म मर्म ( Branchn ) 

अत ऊध्व प्र्ममोणि व्याख्यास्यामः | 

(a) तत्र प्रष्ठवंशमुभग्रतः प्रतिश्रोणिकारडम- 
स्थिनी कटीकतरुणे, तत्र शोणितक्षयात्‌ पाण्डुबिवर्णा 
हीनरूपश्व त्रियते | 

(st) पार्खयोजेघनबहिभोगे प्रप्ठवंशमुभयतः 
कुकुन्दरे, तत्र स्पशीजञानमधःकाये चेष्टोपघातश्र | 

(इ ) श्रोणिकाण्डकोरुपर्याशायाच्छादनौ पार्री- 
न्तरप्रतिबद्धौ fast, तत्राघःकायशोषो दौर्बल्याच्च 
सरणम्‌ | 


५६ 


rere 


ee on 

( ई) अघःपार्श्वीन्तरप्रतिबद्धी जघनपारश्वेमध्ययो- 
Redes च जघनात. Wee, तत्र लोहितपूणः 
कोष्ठठया म्रियते | 

( उ ) स्तनमूलाृजूभयतः पठं शस्य बृहत्यो 
नाम, तत्र शोणितातिप्रवृत्तिनिमित्तेरुपद्रवेश्रियते | 

( ॐ ) प्रष्ठीपरि प्रप्ठबंशमुभयतस्तिकसंबदे अंस- 
फलके नाम, तत्र बाहोः स्वापशोपी | 

(ए) वाहुमूर्धे-ग्रीबामध्येऽसपीठ- रुकन्ध-निब- 
न्धनावंसौ नाम, तत्र स्तव्धबाहुता । 
पबमेतानि चतुदश एएमर्माणि व्याख्यातानि || २७॥ 

पृष्ठ मर्म- अच TURAL का वर्णन करेंगे । 

(म ) gedat से दोनों ओर प्रत्येक श्रोणिकाण्ड में 
कटीकत्तरुण नामक अस्थिसमं Et यहाँ पर विद्ध होने से 
रक्त का क्षय होकर शरीर पाण्डु, विवर्ण और हीनरूप होकर 
सृत्यु हो जाती है 

(आ) कुकुन्दर नामक मम Tea के दोनों ओर 
जघन के वाद्य भागों में रहते हॅ । यहाँ पर चोट आने से 
स्पर्श ज्ञान नष्ट होता है और दारीर के अधोभाग की 
का नाश होता है! 

( इ) नितम्व नामक मर्म श्रोणिकाण्ड के उपर आगायो 
मूत्राशय और मठाशय ) को ढकने बाले, waist ae 
हुए होते दे ये ममे विद्ध होनेसे अधः काय (नीचे का शरीर) 
सू जाता दै भौर दुर्वंठता होकर AY प्राप्त होती है। 

(ई) पाश्व॑ंसन्धि नामक मर्म wails नीचे लगे हुए, 
जघन ओर पारवा के चीचमें, जघन के उपर और तिरछे 
होते हे | उनमें THA कोए भरने पर सुब्यु प्राप्त होती हे । 

(उ) वृहती म्म~स्तनमूळोंके सीधे, प्रष्टचंशके दोनों 
ओर बृहती नाम के मर्म हैं। इनके विद्व होनेसे रक्त का 
अधिक निर्गम होकर सत्यु हो जाती हे । 

(ऊ) असफलक मर्म एएवंशके दोनों ओर पीठ के 
उपर, त्रिकास्वि की रेखा में लगे हुए हैं । उनपर चोट आनेसे 
चे सुन्न और शुष्क हो जाते हें । 

(प्‌) 'अंस' नामक मर्म--वाहुमूर्थ ( कन्धा ) और 


shard मध्य भागमें, अंसपीठ और स्कन्ध को चाँधने चारे 


‘iq नामका स्नायु Al इन पर चोट आनेसे वाहु 
जकड जाते हैँ | 

इस प्रकार १४ प्रष्टमर्मोका व्याख्यान ह्यो गया हे ॥ २७॥ 

विमशः--प्रत्येक मम दो दो होनेसे १४ मर्म हो जाते हे । 

अत seagate व्याख्यास्यामः | 

(अ) तत्र कण्ठनाडीमुभयतश्रतस्तो धमन्यो द्वे 
नीले द्वे च मन्ये, व्यत्यासेन तत्र मूकता-स्वरवेकृत- 
मरसग्रादिता च | 

(आ) ग्रीबायायुमयतश्चतसः ( चतस्रः चतस्रः 
पाठ: ) सिरामाठृकाः, तत्र सद्यो मरणम्‌ | 

(इ) शिरोग्रीवयोः सन्धाने कुकाटिके, aa 
चलमूद्धता | 


PROS tte 


Ss 


०0०0 अल मम 
(६) कर्णप्रष्टतो5घः संश्रिते विधुरे, तत्र बाधियम्‌। 
(a) घ्राणमार्गमुभयतः ख्तोतो मार्ग प्रतिबद्धे अभ्य" 

न्तरतः फणे, तत्र गन्धाज्ञानम्‌ | हि 

(ङ) भ्ूपुच्छान्तयोरथोऽचणोबीह्तोऽपाङ्ी, 
तत्रान्ध्यं दृष्ट्यपघातो था | | 

(प) wach निम्नयोराचर््ता नाम, TAT 
न्ध्यं इष्ट्युपघातो at | 

(ए) भुबोरन्तयोरुपरि कणेललाटयोमंध्ये शाखी; 
तत्र सद्योमरणम्‌ | 

(भो) शंखयोरुपरि केशान्त saa, तत्र 
सशल्यो जीवेत , पाकात पतितशाल्यो वा, नोदूधृवः 
शल्य: | 

( ओ ) भ्रत्रोमध्ये स्थपनी, तत्रोत्तेपवत ; 

(3) पश्च सन्धयः शिरसि विभक्ताः सीमन्ता 
नाम; तत्रोन्साद भय-चित्नारीर्मरणम्‌ | 

(अः) घराण-श्रोत्रा-श्षि-जिहा-संत्पणीनां सिरा- 
णां मध्ये सिरासन्रिपातः श्रह्वाटकानि, तानि चत्वारि 
समोणि, तत्रापि सद्यो मरणम्‌ | 

(क) मस्तकाभ्यन्तरत उपरिष्टात्‌ सिरासन्धिसः 
न्निपातो रोमावर्तोऽधिपतिः, तत्रापि सद्य एवं (सद्यो 
सरणं पा० ) | 

एवमेतानि सप्तत्रिशदूर्थ्वजचुगत्तानि ममोणि 
व्याख्यातानि ॥ २५॥ 

ग्रीवाके ऊपरके मर्म--ऊर्ध्वजचुगत भमो का चर्णन करते दे। 

(a) चार धमनियां--कण्टनाडी के दोनों ओर चार 
धमनियां ह । उनमें दो नीळा और दो मन्या । चे व्यत्यासेन 
( वैपरीत्येन ) अर्थात्‌ दोनों ओर पक एक दे । उनमें चोट 
आनेसे मूकत्व और विकृतस्वर तथा रसग्राइक शाक्ति का 
अभाव, ये दोप Gar हो जाते हैं। 

( आ) ग्रीचाके दोनों भोर चार सिरा मातृका? नामकी 
हॅ । उनके विद्ध होनेसे तत्काळ मृत्यु ma होती है । 

(इ) दो छकाटिका मर्म, शिर और ग्रीवाके सन्धि पर 

हं वहां पर आघात होनेसे शिर हिळता रहता दै । 

(ई ) दो विधुर नामक मर्म, कार्नोके पीछे और नीचे 
की ओर tea हे । उन पर चोट भानेसे वघिरता (चहिरापन) 
= hy ! | 

उं Pears फण मम, घ्राणमाग at ओर भीतर 
खोतोमार्ग मे लगे हुए होते हं, उनके Pa होने बा गन्ध 
ज्ञान का अभाव होता हे । 
(ऊ) दो 'अपांगः ममं, आुएच्छों के सिरों के नीचे और 
आंखों के बाह्य भाग पर रहते हैं। उनके विद्ध होने से 
अन्धता अथवा इछि कम हो जाती दै । 


अ € a ह 
(ए) दो आवर्त नामक मर्म dist} ऊपर निम्न भागों 


पर रहते दे, उनमें भी अभिधात Aa आन्ध्य अथवा इटि 
का विधात होता है । 


अध्यायः ६ ] 


शारीरस्थानम्‌ 


A] 


4 (t)a शख नाम के ममं भोहो, के अन्त पर, कान | दो अर्थात्‌ बारह ( दो. नीला, दो मन्या, आठ मावृकायें ) हैं, 
भोर छछाट के मध्य में होते है।, उनमें विघात होने से वे हथेली के गड्ढे के वरावर होते हैं। 


तत्काल मृत्यु हो जाती है || 
(ओ) दो उत्क्षेप नाम के मरम शंखों के ऊपर तथा वालों 
के समीप भागों में होते हैं। यदि उनमें शल्य रहने दें अथवा! 


शेष ममे को आधा अगुरू wear चौडा समझना चाहिये। 
यह प्रमाण जान कर मम को छोडकर We कर्मं करना 
चाहिये । चूँकि भमों के पार्श्व भागों में भो अभिघात होने पर 


बेणस्थान पक कर शल्य निकल जावे तो ag नहीं होती | ag होती हैं अतः मम स्थान छोड़ कर शख कर्म करना 


परन्तु यदि शादय निकाला जाय तो जीवन नहीं रहता ! 
(at) भ्रकुटियो के मध्य में स्थपनी नामक ममे है, 


| चाहिये ॥ २९-३१ ॥ 


विमर्शः--मर्मों के आकार और उनके स्थान (Position ) 


वहां भी faz होने पर उत्तेप के समान कष्ट समझना चाहिये 1 का शखकर्म चालों (Surgeons) को खूब ख्याल रखना चाहिये 1 


(अं) शिर में सीमन्त नामक पाँच सन्धियाँ होती हैं, 
उनके विद्ध होने पर उन्माद, भय तथा चित्तनाश होकर 
ay होती है। 

(अः) ऽङ्गारक मर्म चार होते Fi और चे घ्राण 
( नासिका ), ,ओत्र ( कणं ), af (नेत्र) और जिह्मा- 
इनको सन्तपंण करने वाली शिराओं के बीच. में,शिराओं के 
ससुदायात्मक हैं। उस जगह चोट आने पर भी सद्यः 
स्व्यु होती है । 

( क ) अधिपति नाम का मर्म, मस्तक के भीतर ऊपर की 
ओर शिरा सन्निपात युक्त वालों के आवतं ( चक्कर ) सदश 
होता हे । यहाँ विद्व होने से सद्यः wy होती है। इस प्रकार 
ऊध्वंजचुगत Yo समौ की व्याख्या कर दी गयी हे ॥ २८ ॥ 

विमर्शः--४. धमनियां। ८. मातृका । २. कृकाटिका। 


२. विधुर २. फण २, आवतं 

२. दांख RSI १, स्थपनी 

५, सीमन्त २. अपांग ४. शट्टाटक 
१, अधिपति . 


ममो का प्रमाण--सव मिलाकर ३७ ममं होते हैं। न 


भवन्ति चात्र छोका:-- 
Bea: शिरांसि विटपे च सकक्षपाश्वं , 
एकेकमड्ुलमितं स्तनपूर्वमूलम्‌ |: 
विद्धयबु लद्॒यमितं मणिबन्धगुल्फ , ` 
त्रीण्येव जानु सपरं सह कूर्पराभ्याम्‌ ॥२६॥ 
हृद्वस्ति-कूच-गुद-नामि वदन्ति सूध्नि 
चत्वारि पञ्च च गले दश यानि च द्वे । 
तानि स्वपाणितलछुञ्चितसंमितानि , 
शेषाण्यवेहि परिविस्तरशोऽङ्ुलाथेम्‌ ॥३०। 
एतत््रमाणसभिवीक्ष्य वदन्ति तज्ज्ञाः 
an कर्मकरणं परिहृत्य कार्यम्‌ ( मर्म 'पा० ) | 
पाश्वीभिघातितमपीह निहन्ति मर्म 
तस्माद्धि मर्मसद्नं परिवर्जेनीयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उर्वी, शिर ( कूचंशिर ), विरप, कक्ष (कचधर ) पार्श्व, 
स्तनपूर्वमूळ (स्तनमूळ) ये एक एक age परिमित होते हैं । 


सणिवन्ध और गुल्फ ये दो दो अंगुल होते हें 1 जानु, |. 


सपर (दूसरा जानु) भौर दो कूपर ( कोहनी ) इनका तीन 
अंगुळ प्रमाण होता है । 

हृदय, वस्ति, कूचे, शुदा, नाभि और शिर में जो चार 
चार ( शद्भाटक ), पांच ( सीमन्त ) भौर गले सें दस तथा 


= चु० शा० 


छिन्नेषु पाणिचरणेषु सिरा नराणां 
सङ्कोचमीयुरस्रगल्पमतो निरेति | 
प्राप्यामितव्यसनसुग्रमतो सलुष्याः 
संच्छिन्नशाखतरुवन्निधनं नयन्ति ॥ ३२.॥ 
-कषिप्रेषु तत्र सतलेषु हतेषु रक्तं ' 
गच्छत्यतीव पवनश्च रुजे करोति । 
एवं विनाशासुपयान्ति हि तत्र विद्धा 
वृक्षा इवायुधनिपातनिकृत्तमूलाः ॥ ३३॥ 
तस्मात्तयोरभिहतस्य तु पाणिपादं 
छेत्तत्यमाशु मणिबन्धनगुल्फदेशे ॥ ३४॥ 
¦ - शाखा नष्ट होने से ag नहीं होती- हाथ पैर कारने पर 
मनुष्यों की झिराओं ( Blood vessels ) के संकोच को प्राप्त 
होने के कारण थोडा सा.रक्त बाहर निकलता है । यपि 
( हाथ पैर काटने पर ) पुरुष भयङ्कर सकट को प्राप्त होता 
है तथापि शाखा कारने पर भी जैसे तरु नष्ट नहीं होता उसी 
प्रकार पुरुष Bey को प्राप्त नहीं होता । 
चिप्र और तलहृदय ममं विद्ध होने से रक्त अधिक आता 
हे और वायु भी अधिक पीडा देती हे। इस प्रकार के मर्म 
विद्ध होने से, 'आयुध के घावों से काटे इए हैं मूल जिनके, 
ऐसे पेडो के समान मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है । 
इसलिये तलहृदय और क्षिप्र मम विद्ध होने पर मणि- 
बन्ध alte gen प्रदेशों में हाथ और पेरो को काट डालना 
चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ 
विमशः--मर्म कट जाने से रक्त का खूब निर्गमन होता है। 
अतः वह रक्त रोकने के लिये हाथ पेरों को कारने का प्रसग 
आवे तो काटकर रक्त की रक्षा करना श्रेयस्कर होता है। 
समीणि शल्यविपयार्धसुदाहरन्ति 
यस्माच.मर्मसु हता न भवन्ति सद्यः | 
जीवन्ति तत्र यदि वेद्यगुणेन केचित्‌, 
ते प्राप्नुबन्ति त्रिकलत्वमसंशयं हि ॥२५॥ 
संभिन्नजजेरितको्रिरःकपाला 
जीषन्ति शाञ्जनिहतेश्च शरीरदेशेः | 
छिन्नेश्व सक्थिभुजपादकरेरशेपे- 
Gest च मर्मसु कृता विविधाः प्रहाराः ॥३६)॥ 
, ममो का प्राधान्य- समो पर आघात होने से तत्काळ 
ay होती है। अतः ममं शल्य विषय (Surgery ) का अध 
भाग कहलाता हे! यदि कोई चतुर वैद्य की चिकित्सा से 
जीवित भी रहे तो नि.सशय विकलता को भाघ होता दै । 


wee सुश्रुतसंहिता 
कष्ट, शिर-कपाल, ये फूटकर जजरित हो यये हों, ait, 
चाहु, पेर और हाथ सम्पूर्ण भी कट गये हों, wat के 
नाघातो से सर्व शरीर जर्जरित होतो भी, ममां पर यदि 
घाव न हुए हों तो जीवित रह सकते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 
विमद्र.--मर्मी पर आधात होने से जीवित रहना 
असंभव है । सव शरीर पर घाव होने से वच सकते हैं । 
अतः ममी की रा जीवन-रक्षा के लिये एक आवश्यक 


छेदभेदामिघातेभ्यो न्न न्न ािनाल्यो दहनादारणाइषि । 
उपघातं विज्ञानीयान्मर्मेणां तुल्यलक्षणम्‌ ।। ४२॥ 
छेद, भेद, ज्वलन इनसे होने वाळे लक्षण--सर्मों के समीप 
पर, छेदन, भेदन, अभिघात ( चोट ), जलन भर 
दारण ( फटना ) इन सबसे ममो के अनुरूप SIT होते हैं ॥ 


मर्मामिघातस्तु न कश्रिदस्ति 


उपाय है। कला योऽल्पात्ययो वाऽपि निरत्ययो वा | 
faa प्रकार चस्ति यह काय कर z £ उसी प्रकार प्रायेण सर्मस्वभिताडितास्तु 
मर्म यह शखक्रिया (Sargery ) का ore विपय है | वेकल्यमृच्छन्त्यथवा म्रियन्ते ॥ ४३॥ 


सोम-मारुत-तेजांसि रज'सत्त्वतमांसि च | 
wag प्रायशः पुंसां भूतात्मा चावतिष्ठते ॥ 
मर्मेस्बमिहितास्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः ॥ ३७॥ 
नमी में fran, भूतात्मा आदि रहते हैं-समों सें प्रायः 
सोम (जळ ), मारत ( वायु), तेज (अभि ) [ त्रिदोष | 
तथा सत्त्व, रज, तम' और भूतात्मा रहते हैं। इसलिये 
ममौ पर आघात होने से प्राणी जीवित नहीं रहते हें ॥ ३७॥ 
विमद"-_यद्यपि dat शारीरिक और मानसिक दोप 
सर्व शरीर में विद्यमान हैं तथापि मर्म प्रदेशों में उनका 
आधिक्य रहता हे । इसलिये भमो पर आघात होने से 
शारीरिक और मानसिक दोष कुपित होकर देह और मन 
को दूषित कर देते हे 1 आधारभूत शरीर और मन उनका 


ममो पर आधात कम उपद्रव वाळे अथवा निरुपद्रव 
होते हों ऐसा नहीं है, किन्तु प्राय' मर्मो पर विघात होने से 
विकलता अथवा BY अवश्य होती हे ४३॥ 

विमर्शः--मर्मों पर आधात होने से विकळता ate zg 
अवश्य होती हे! 

सर्माण्यधिष्ठाय हि चे विकारा 

-  मूच्छेन्ति काये विविधा नराणाम्‌ ॥ 

प्रायेण ते ऋच्छुतमा भवन्ति 

नरस्य यनेरपि साध्यमानाः ॥ ४2 ll 


इति पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ara होने से भूतात्मा भी चला जाता है। 
इन्त्रियार्थेष्बसंप्राप्रिसनो-चुद्धि-विपर्ययः  । 205, 
waa विविधास्तीत्रा भवन्त्याशुहरे हते ॥ ३८।॥ | ममौ के विकार इच्छ॒साध्य होते हैँ-तथा at त भो 
हते कालान्तरध्ने ध्रुबो धातुक्षयो नृणाम्‌ | निज विकार ममो को आश्रय करते हुए शरीर में होते द॑ 


चे प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर भी म्राय' कृच्छ्तस (अत्यन्त 
कष्टसाध्य) होते हैं ॥ ४४ ॥ 

विमरशः--मर्मो के विकार कष्टसाध्य होने से वेचों को 
खूब प्रयरनपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये | 


ततो i घातुक्षयाजन्तुर्वेदइनाभिञ्च नश्यति॥ ३६॥ 
हते वेकल्यजनने केवलं वेचनेपुणाद | 
शरीरं क्रियया युक्तं विकलत्वमताप्नुयात्‌ ll Bo ll 
s 
रुज़ाकराणि समोणि क्षतानि विविधा रुजः | 
€ a ० कवेद्यवशागो 
कुवेन्त्वन्ते च वेकल्यं कुत्रेद्यशगो afe ४१ ॥ 
विविध ममो पर नावात होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण'-- 
amg दर (सच्च प्राणहर) ममो पर आघात होने से रूप, 
रसादि इन्ट्रियायो का ज्ञान नहीं होता और मन तथा बुद्धि 
विपरीत होती दे तथा विविध प्रकार की पीडा होती है । 
कालान्तर प्राणहर wa पर आघात होने से धातुडय 
निश्चय होता दे। घातुद्दय के पश्चात्‌ चेदुनाओं से प्राणी मरता है। 
_ FAR wat का च्याघात होने से केवळ Sats 
नंपुण्य से शरीर क्रियायुक्त रहते हुए भी विकलळता को प्राप्त 
होता इ | 
विशल्यप्न ममो का विघात होने से पूर्वोक्त कारणों के 
अनुसार जानना चाहिये अर्थात्‌ 'जब तक शल्य रहता हे 
तब तक जीवित रहता है 0 इत्यादि! 
रुजाकर मर्मा पर आघात होने से नाना र 
Wed होती हैं। यदि अज्ञ Sai द्वारा चिकित्सा की जाय 
तो विकलता को भी प्राप्त होता है ॥ ३८-४१ ॥ 
विमर्श--पांचों प्रकारों के ममा के विद्ध होने पर उत्पन्न 
होते वाले लक्षण बताये गये हैं। 


इति gaa झारीरस्थाने पष्ठो$घ्यायः समाप्त | 
—— OHO 


शारीरे प्रश्नाः 
(१) मर्मणः का व्याख्या ! VET कथ तेपा प्राधान्यम्‌ । 
(२) मर्मगा का सरया? तेपा प्रकारा* के? स्थानानि 
च कानि 2 तथा को्ठगतममंगा विवरणं कार्यम्‌ । 
(३) aan विधातेऽपि कथं न प्राणहानिः 2 
( ४ ) हृदस्ति-कूच-गुद-नाभि वदन्ति मूव्नि 
चत्वारि पछ च गले दश यानि च दे । 
तानि स्वपाणिवल्कुक्धितसमितानि 
शेपाण्यवेद्दि परिविस्तरशोऽङ्कुकोर्वम्‌ ॥ 
अस्य शोकस्य व्याड्या विषेया । 
( ५ ) क्षित्राधिपठि-विधुर-विटपापढाप-स्थपनी-फगापस्वन्मा* 
पाँ वर्णनं इन्वा, मर्मगामन्यासेन किं प्रयोजनन £ 
(६ ) कस्मान्ममंणा भेदः १ सच. प्राणदराणि विश्वल्यप्तानि च 
कानि मर्माणि ? 


say: ७ | 


SN, 


DT 


सघमोऽध्यायः 


अथातः सिरावणेन-बिभक्ति नाम शारीरं व्याख्यास्यामः || 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः 1२॥ 
, अव सिरावर्णन विभक्ति नामक झारीर अध्याय कहेंगे । 
war कि भगवान्‌ धन्वन्तरि कह चुके हैं ॥ १-२॥ 
विमर्श'-सिरावर्णन विभक्ति की जगह सिरा-वर्ण- 
विभक्तिद्यारीरं ऐसा भी पाठभेद हे । इस अध्याय में Angio- 
logy का वर्णन किया है । 
सप्त शिराशतानि भवन्ति; याभिरिदं शारीरमा- 
राम इव जलहारिणीमिः केदार इव च ङुल्याभिरु- 
पञ्निह्मतेऽनुगृह्यते चाङ्ञ्चनश्रसारणादिभिर्विरोपैः 
दुमपत्रसेवनीनामिव तासां प्रतानाः, तासां नामिर्मूलं 
ततश्च प्रसरन्त्यू््वेमधस्तियंक्‌ च ॥ ३॥ 
शिराओं की संख्या और दृष्टान--सात सौ शिराय होती 
ईं। जलहारिणी ( करिया ) द्वारा जैसे आराम ( उपवन ) 
अथवा Fea ( छोटे जलमार्ग ) के द्वारा जिस प्रकार केदार 
( खेत ) का उपस्नेहन होता है, उसी प्रकार शिरा से 
यह शारीर पोषित होता है। पेड के पत्तों की सीवनियों के 
समान शिरायें फैली हुई होती हैं। उन दिरा का मूळ" 
स्थान नामिहे। नाभि से ये शिरायें ऊपर, तिरछे और 
नीचे की ओर फेळती हैं। इन शिराओं द्वारा (आकुञ्चन, 
प्रसारणादि द्वारा ) दारीर का उपकार होता हे ॥ ३॥ 
विमर्श-य्र्यपि शिरा हजारों होती हैं तो भी ७०० 
संरया सामान्यतया बता दी गयी हे । उपर्युक्त गद्य में तीन 
दृष्टान्त शिराओं के स्थूळ, सूचम और सूचमतम भेदों का 
निदर्शन करने के लिये दै। शिराओं के द्वारा यदि सवंदा 
शारीर पुष्ट होता ही रहता तो वृद्धावस्था में गात्र शिथि् 
नहीं होते । इसलिये समझना पडता है ,कि तारुण्य में इन 
दिराओं द्वारा gf मिळती दे, किन्तु वृद्धावस्था में शरीर 
“याप्य? होता हे, 'पुष्ट' नहीं। 'प्रसारणादिभि.' इस जगह 
आदि wee से स्वप्न, vata, भाषण इत्यादि कमं 
समझने चाहिये | : 
भवतश्चात्र ओको 
यावत्यस्तु सिराः काये संभवन्ति शरीरिणाम्‌ | 
ताभ्यां सवी वित्रद्धास्ताः प्रतन्वन्ति 
( प्रवतेन्ते पा०? ) समन्तत" ॥ ४॥ 
नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नामिर्व्युपाश्रिता | 
सिरामिरात्रृता नाभिश्चक्रनामिरिवारकेः 1 ५ ॥ 
पुटि के शोक-दारीर में जितनी शिराये हैं वे सव नाभि 
में ही लगी हुई हैं । उसी जगह से ada फेलती हैं 1 ( यह 
चर्णन गर्भावस्था का है )1 
नामि सें प्राणियों के प्राण रहते हैं और mot से नामि 
आश्रित हे 1 शिराओं से नामि घिरी हे जैसे पहिये की 
( चक्र की ) नामि rat द्वारा घिरी रहती हे ॥ ४-५॥ 
विमशः--जिस प्रकार अर्रा पर चक्रनामि आश्रित रहती 
है और चक्रनामि पर अरे भाशित रहते हैं, उसी प्रकार 


शारीरस्थानंम्‌ 


४ 


नाभि में प्राण रहते हैं और नामि का आधार प्राण होते हैं। 
यहाँ पर प्राण शब्द्‌ से रक्त यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योकि 
नामि के द्वारा ही रक्त का संवहन (गर्भावस्था में) हुआ 
करता है । इसी रक्तसंवहन पर अण का शरीर निर्भर होता 
है । यदि रक्तसंवहन रुक जावे तो अरुण नए हो जाता है ॥ 
तासां मूलशिराश्चत्वारिरात्‌ ; तासां बातवाहिन्यो 
दश, पित्तवाहिन्यो दशा, कफबाहिन्यो दशा, दश 
रक्तवाहिन्यः | 
तासां तु वातवाहिनीनां वातस्थानगतानां पद्च- 
सप्षतिशतं भवति, तावत्य एव पित्तवाहिन्यः पित्त- 
स्थाने, कफताहिन्यश्च कफस्थाने, रक्तत्राहिन्यश्च 
यकृत्प्लीह्वोः | 
एवमेतानि सप्त सिराशातानि भवन्ति ॥ ६॥ 
सात सौ सिराओं का विवरण-सात सौ दिराओं की 
मूळशिरा ४० हैं । उनमें से दुस वातवहा, दस पित्तवहा, 
दस कफवहा और दस रक्तवहा होती हैं । 
वातवह स्थानों में रहने वाली तथा वायु को वहन करने 
चाळी frat १७५ होती हैं । उतनी ही पित्तस्थान में पित्त 
को वहन करने वाळी शिराये होती हे । इसी प्रकार कफ को 
वहन करने चाळी और कफ के स्थान में रहने वाळी शिराएँ 
होती हैं । यकृत्‌ ( जिगर ), क्षीहा ( तिल्ली ) इनमें उतनी ही 
रक्तवाहिनी शिरायं होती हैं ॥ ६॥ 
विमर्श.--इस जगह सात सौ शिरा चार विभागों में 
विभक्त कर दी गई हैं। 
तत्र वातवाहिन्यः सिरा एकस्मिन्‌ सक्थिनि पञ्च 
विंशति:, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातो | विशे- 
पतस्तु कोछे चतुखिशत्‌ , वासां गुदमेढश्रिताः 
श्रोण्यामष्टी, हे दे IWAN, पट्‌ प्रे, तावत्य एव चोदरे, 
ढश वक्षति | 
एकचत्वारिशाज्द्ुण ऊर्ध्व, तासां चतुदेश ग्रीवायां; 
कर्णयोञ्चतस्नः; नच जिह्वायां, पण नासिकायां, अष्टौ 
नेत्रयोः, एवमेतत्‌ पञ्चसप्ततिशातं वातवहानां सिराणां 
व्याख्यातं भवति ॥ ७॥ 
वानव शिराओं का विमाग--प्रस्येक टांग में वातवाहिनी 
शिराय २५ हैं । इस प्रकार दूसरी टांग और बाहुओं में समझ 
लेना चाहिये | 
कोष्ठ में ३४ शिरायें होती हैं। इसमें से गुदा और az 
( fra ), इनको आश्रय करके श्रोगि में आठ दिरायें होती 
Sr दो दो पार्श्वो में, छुः पीठ में, पेट में उतनी ही, वक्तःस्थळ 
में दुस । हि र 
ay के ऊपर ४१ Brera होती Fl उनमें से १४ गदन 
में, ४ काना में, ९ जिह्वा में, ६ नासिका में, ८ आँखों में । इस 
प्रकार चातवह शिरायें १७५ होती हैं ॥ ७॥ 
विमदा.-सकिथि सें १०० 
कोष्ट मे ३४ 
ATH ऊपर ४१ 


१७% aa मिलाकर दिरा 
होती हैं ! 


६३ 


ुश्रुतसंहितां 


= ~ Pind ~ S nee 


TTT CUCINA, 
ETT I 
NNN PLP PEL LPL LL LLLP 


एप एवं विभागः शोपाणासपि | विशेषतस्तु पित्त- 

वाहिन्यो नेन्रयोदेश, sale, एंवं रक्तबहाः कफ- 

बहाश्च | एबमेतानि सप्त सिराशतानि सविभागानि 
व्याख्यातानि । ॥ 


रक्तवह शिराओं का इसी प्रकार विमाग होता है । सेद इतना 
ही है कि नेत्रां में ५० और कानों से २ पित्तवाहिनियाँ होती 
हैं। इसी प्रकार रक्ततहा और कफहा शिराय समझना 
चाहिये। इसी प्रकार ७०० शिराओं का विभाग कहा 
गया है ॥ ८॥ 
विमशः--चारों प्रकारों की शिराओं का विभाग बता 
चुक्रे हैं - 
क्रियाणामश्रतीघातममोहं बुद्धिकमंणाम्‌ |” 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्रापि स्वाः सिराः पवनश्चरन्‌ ॥६॥ 
( यदा वायुरटुप्रस्तु सेवते स्ववहा: सिराः | 
तदा तु बलवर्णोजः प्रसीदे मनस्तथा ॥ “aye ) 
यद्वा तु कुपितो वायुः स्वाः शिराः प्रतिपद्चते | 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते वातसंभवाः ॥ १० ॥ 
शिराचारी अकुपित और afta वायु का आर्य-वाञु अपने 
शिराक्षों भे कायिक और मानलिक कार्थ ठीक प्रकार से 
चलाता हैं | ges काम में श्रम नहीं रहता । उसी मकार 
और भी दूसरे-दूसरे गुणों को वायु करता है जिनका वर्णन 
सू अ. ५० में aa प्रस्पन्दनोद्वहनपूरण' इत्यादि प्रकार से 
किया गया दै । 

( पाटमेद के अनुसार age वायु अपनी गिराओं में जब 
रहता इ, तब बल ( शक्ति ), वर्ण ( कान्ति) और ओज तथा 
ALANS को करता है )। 

» at ag कुपित होकर अपनी द्विराओं को me होता 
दै ता चान संवघी, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हाते हैं ॥९-५०॥ 
विमशं.-'झारीरिक, मानसिक कार्यों को ag age 
होकर अपनी fudt में घूमकर कराता हे । वही यदि 
विकृत हो तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है । 
आजिष्णुतामन्नरुचिमप्रिदीप्रिमरोगतास्‌ | 
संसपन्‌ स्वा सिरा. पित्त छुर्वाचान्यान्‌ गुणानपि ॥ 
(चदा लकुपित पित्तं सचते स्ववहाः सिरा. | 
अव्यापन्नस्तदाऽ्िस्तु सम्यक्‌ पचति भोजनम्‌ ॥ 
करात्यन्यान्‌ गुणांश्चापि पिनमात्मसिराञ्चरन्‌ ॥ 'पा?०) 
यदा प्रकुपित पित्तं Sat स्ववहाः सिराः | 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसभवा:1 १२॥ 
Brant अक्रुपित दबा ah पित्त & का्य--अकुपित 
पित्त अपनी शरिराची में फिरता हुआ, कान्ति, अन्न की रुचि, 
अप्नि का दीपन, नीरोगता और अन्य अन्य शुर्णो को स. अ 
3७ में के 'रायपकत्योज! इत्यादि उत्पन्न करता ड ˆ 
( पाठ भेद के अनुसार जय पित्त अदूपित रहता हुआ 
अपनी भिराज्रों में aaa दे वच असि भी निर्दोष होकर 


wee तरह भोजन Tat है। और अन्य गुण भी वेदा 


होते हैं ) जव प्रकुपित पित्त शिराओं मे जाता दै तो नाना 
प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता हे ॥ ११-१२ ॥ 

' विमर्श,--अदुष्ट पित्त अपनी शिराओं में घूम कर अग्नि 
की वृद्धि करता है । वही विकृत होने से पित्तजन्य रोगों को 


a 2 2 
id 7 और ' दी करता है! 
शेष शिराओं का विभाग--शेप अर्थात, पित्त, कफ और | 


ख्ेहमङ्गेषु सन्वानां Wa बलमुदीणताम्‌ | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वापि वलासः स्वाः सिराश्चरन्‌॥ 
( यदा त्वकुपितः sear स्वाः सिराः संप्रपद्यते | 
a बतेन्ते. है क oo ] 
आशयाः सन्धचश्चेब बतन्तेऽस्य निरामयाः ॥ “पाः०) 
यदा तु कुपितः seat स्वाः सिराः प्रतिपद्यते | 
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते ऋेष्मसँभवाः ॥१४॥ 
शिराचारी अक्षुपित और कुपित कफ के कार्य-कफ अपनी 
दिराओं में घूमता हुआ, अंगों में Ge ( चिक्कणता ), संधियों 
में स्थैर्य (स्थिरता), वळ और अपने अन्य गुणों को करता है। 
€ पाठभेद के अनुसार जव अदुष्ट कफ अपनी दिराओं 
में गति करता हे तव आदाय और” सन्धियाँ नीरोग होकर 
काम करती हैं 1) 
दूषित कफ अपनी शिराओं को me होने पर कफ 
संबंधी नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है॥ १३-१४ ॥ 
धातूनां पूरणं वण स्पर्शेज्ञानससंशचम्‌ | 
स्त्रः सिराः संचरट्रक्तं छुय्याच्ान्यान्‌ गुणानपि ॥१५॥ 
( यदा ल्वकुपित रकं सेवते स्ववहाः सिराः | 
तदा सम्यक्‌ नानाति स्पर्शनानां शुभाशुभम्‌ ॥ 
वणप्रसादनं स्थैय धातूनां पुष्टिमेव च | 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि रक्तमात्मसिराञ्चरन्‌॥ ) 
यदा तु कुपित रक्तं सेवते स्त्रवहाः सिराः | 
तदास्य विविधा रोगा जायन्ते रक्तसंभवाः ॥ १६॥ 
निजशिरागत अङपित और कुपित रक्त के काय- ( अच्छा) 
रक्त अपनी गिराओं मे फिरता हुआ धातुओं का पूरण, कान्ति, 
अच्छी तरह से स्पर्श ज्ञान और अन्य गुण "रक्तं बर्णम्रद' 
(सू. अ. ५५) में कहे हुए को उत्पन्न करता ह । 

Caste के अनुसार अकुपित रछ अपनी शिराओं में 
फिरता हुआ भली प्रकार इन्टरियों के शुभाशुभ को जानता 
है । तया वर्ण, स्थिरता, धातुओं की पुष्टि और अन्य अन्य 
गुणों को भी करता है 1) 

किन्तु कुपित रक्त जव अपनी शिराओं को प्राप्त होता है 
तो रक्तजन्य नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

विमर्शे ~शुङ रक्त और age रक्त अपनी दिरा में 
क्या कार्य करते हैं, यह इन 'ोकों में वतावा गया है। 

नहि are सिराः केचिन्न पित्तं केवलं तथा | 
STG वा बहन्त्येता अतः सर्वबहाः स्मृताः ॥१७॥ 
प्राय, समी जिरा सव टोप का वदन करती है-कोई भी 
शिरा केवळ वात, पित्त अथवा कफ का संवहन नहीं करती, 
किन्तु तीनों दोषों का वहन करती हैं। अत" वे सर्चवहा 
कही जाती है ॥ १७॥ 

विमर्श,-पीछे की ओर तो 'विदोषतस्तु पित्तवाहिन्यो 

wate इत्यादि प्रकार से frase कफवढ शिरालो का 


Fea: ७ | 


काका डडडा डड डड कवडा वाडमय 


निर्देश किया गया है। वह उन उन दोपों की अधिकता के 
कारण समझना चाहिये । वस्तुत्तः सर्व शिराओं में सर्व दोपों 
का भनुवन्ध अवश्य रहता है । 
अदुष्टानां हि दोपाणां मूच्छितानां प्रधावताम्‌ | 
भवमुन्मागेगमनमतः सवेबह्दाः स्मृताः ॥१4॥ 
उपयुक्त मत को पुष्टि के लिए उदाहरण या प्रमाण- दूषित हो 
कर दौडने चाले दोष अपने स्थान या मार्ग को छोडकर गळत 4 
माग में जरूर जाते है। अतः शिराये सब दोपों को वहन 
करने वाली होती है और सरवंवहा कहलाती है ॥ १८ ॥ 
विमशेः-चाहे कुपित हों, अथवा अकुपित हों, सब दोषों 
को सव शिराये वहन करती है। इसलिए सर्ववहा शिराये 
कही जाती हें । है 
तत्रारुणा वातबहाः पूयन्ते वायुना faa: | 
पित्तादुष्णाश्व नीलाश्च शीता गौयेः स्थिरा' कफात्‌ | 
अस्रम्बरहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः ॥१६॥ 
शिराओं का वर्ण विभाग- वातवहा शिरा अरुण ( किंचित्‌ 
लाळ ) चणे की होती हैं। वे वायु से भरी हुई होती हैं। 
पित्त से नीली और उष्ण होती Ft कफ से शीत ( ठडी ), 
स्थिर और गौरी ( श्वेत वर्ण की ) शिराय होती हैं । रक्त को 
वहन करने वाळी रोहिणी (छाल रंग की और चमकदार ) 
तथा बहुत Son और ठण्डी नहीं होती हैं ॥ १९ ॥ 
विमशः--कोई लोग सिरा को अशुद्ध रक्तवाहिनी (४९) 
मानते हे । किन्तु अन्य विद्वान्‌ सिरा को रक्तवाहिनी (Blood 
१७5०९ ) मानते हैं। रक्तवह सिराये मानने वालों के मत के 
अचुसार नीला सिरा ( ४९०५) होती है। गौर्यः ( Lymp- 
hatics = रसायनी ) और भसुग्वहा (37९0७ घमनियां ) 
होती हें । अरुण कौन सी होती हैं यह निश्चित नहीं है, किन्तु 
उसे वायु को वहन करने वाली अर्थात्‌ चेष्टा युक्त होना 
चाहिये । अतः इनको (Nerve) कहेंगे किन्तु ( Nerve ) 
पोळी नहीं होती है । इसलिये अरुण सिराथे कौन सी हैं यह 
विपय सदिग्ध ही है । 
अत ऊर प्रवद्यामि न विध्येद्याः सिरा भिषक्‌ | 
वैकल्यं मरणं चापि व्यधात्तासां wal भवेत्‌ ॥ २० UI 
अवेध्य सिराओं का वेध करने से उपद्रव--इसके पश्चात्‌ 
अवेध्य शिराये कही जायेंगी । उनका वेध होने पर विकलता 
अथवा मरण निश्चय ही होता है ॥ २० ॥ : 
विमदाः--अवेध्य सिराओं का वेध होने से ag ear 
विकलता होती है । इसलिए इसका ज्ञान होना आवश्यक 
होता है। 
सिराशातानि चत्वारि विद्याच्छाखासु बुद्धिमान्‌ | 
षद्त्रिंशश्च शातं कोछे चतुःषष्टि च मूर्धनि ॥ २१॥ 
सव शिराओं का परिगणन-शाखाओं में ४०० शिरायें 
होती हैं। कोष्ठ मैं १३६ और far में १६४ शिरायें होती है ॥ 
विमशः-वेध्य और अवेध्य शिराओं का विभाग बनाने 
के लिये फिर से शिराओं का परिगणन करके उनका पडंगों 
में विभाग किया गया है। 
शाखासु षोडशा शिराः Be दछात्रिशदेव तु | 
पत्नाशजन्नुणग्रोध्वेसव्यध्या: परिकीर्तिताः ॥ २२॥ 


शारीरस्थानम्‌ 


NNN SSS NNN NNN oreo 


६९ 


अवेध्य, शिरां का परिगणन-- १६ शाखाओं में, ३२ कोष्ठ 
में, ५० जत्रु के ऊपर अवेध्य Pras होती हैं ॥ २२॥ 

विमशेः--१६+ ३२ + ५०८९८ शिराये अवेध्य होती हैं । 

तत्र सिराशतमेकस्मिन्‌ सक्थिनि भवति, तासां 
जालधरा ear, तिस्श्चाभ्यन्तराः-तत्रोर्वीसंज्ञे हे 
लोहिताक्षसंज्ञा चेका, एतास्त्वव्यध्याः; एतेनेतर- 
सक्थ बाहू च व्याख्यातौ | 
CAMARA: षोडश WA 1 २३॥ 

शाखागत अवेध्य शिराये-प्रस्येक रांग में १०० शिरायें 
होती हें । उनमें से जालधरा दिरा और अन्दर की भोर तीन 
शिरायें ( दो उची और एंक लोहिताक्ष ) अवेध्य होती Ft 
इसी प्रकार दूसरे पेर और बाहुओं को समझना चाहिये । 

इस प्रकार सब शाखाओं में १६ अवेध्य श्विरायें होती हैं ॥ 

विमर्शः-जाळधरा शिरा तलहृदय समं सें रहतीहे। 
उवी और लोहिताक्ष स्वतन्त्र ममं भी पहिले ही वर्णित है 
(ere ६) 1 

(अ) ह्वात्रिशच्छोण्यां, तासामष्टाबशखक्कर्याः हे 
हवे विटपयोः; कटीकतरुणयोश्च | / 

कोष्ठगत अवेध्य शिरायें-( अ ) ओणी में ३२ शिराये होती 
हैं। इनमें से आठ अवेध्य शिराये होती हैं। विटप ममों में 
दो दो और करीकतरुणों में दो-दो । दि 

(ar) अद्टावष्टावेकेकरिमन्पार्वे तासामेकेकामू- 
ध्वेगां परिहरेत्‌ , पाश्चसन्धिगते च दवे। 

(आ) एक-एक पार्श्व में आठ-आठ दिरायें होती हैं। 
उनमें से ऊपर जानेवाली एक-एक शिराओं को बचाना 
चाहिये । पाश्वसन्धिगत दो शिराओं को भी बचाना चाहिये। 

(इ) चतस्रो निशातिश्च प्रे प्रएवबंशमुभयतः, 
तासामूध्वेगामिन्यौ द्वे परिहरेद्‌ बृहती सिरे । 

(इ) पृष्ठ में एष्ठ वंश के दोनों ओर २४ शिराये है। 
उनमें से ऊपर जाने वाळी दो बृहती नामक शिराओं को 
वचाना चाहिये । 

( ई ) तावत्य एवोदरे तासां Fela रोमराजी- 
सुभयतो छे द्वे परिहरेत्‌ | 

(ई) उदर मे भी २४ शिरायें होती हैं। इनमें से मेदू 
(qatar ) के ऊपर रोमराजी के दोनों ओर दो-दो झिराओं 
को बचाना चाहिये। 

(उ ) चसारिशद्वक्षसि, तासां चतुदंशाशखक्वत्याः 
ठे हृदये , द्वे ढे स्तंनमूले, स्तनरोहितापलापस्तम्मेषूः 
भयतोऽष्टो | 

एवं दवात्रिशदशञ्रक्ृत्याः इष्ठोदरोरःसु भवन्ति ॥ २४॥ 

(3 ) agers में चालीस frat होती हैं। उनमें से 
१४ शिरायें शख कर्म के लिये अयोग्य होती हैं ! 

यथा-हृदय में दो, स्तनमूछ में दो-दो अर्थात्‌ चार, दोनों 
स्तन रोहित में दो दो अर्थात्‌ चार, अपलाप और अपस्तभ्म 
के (दोनों ओर के) पक“एक अर्थांत दो दो इस प्रकार 
आउ श्ञिरायें । 


ge ुश्रुतसंहिता 


TIE 


इस प्रकार GB, पेट, छाती में ३२ शिरायें शख कर्म में 
अवेध्य़ होती दे ॥ २४ ॥ है 
विम्श;--मध्य शरीर में ८ उदर में (मृत्रेन्द्रिय) पर ४ 


jet में e+) | वक्त'स्थळ में १४ 
(कटीफत्तरुण में ४८८) | ( हृदय में २% 
पाश्च HR स्तनमूल में ४+- 
पार्श्वसन्धियत २ 1 स्तनरोहित में ४+ 
पृष्ठ में २ अपळाप २+ 


अपस्तम्भ २८१४ ) 
सव मिलकर ३२ frat को बचाना चाहिये । 
चतु'पष्टि सिराशतं san aa भवति; 


(अ) तत्र पटपद्नाशच्छिरोघरायां, तासामष्ट 
qaqa मर्मसन्नाः परिहोत्‌, दे कृकाटिकयोः, 2 
बिधुरयो', एव ग्रीबायां षोडशाव्यध्याः | 

(गयी तु वातादिवहानां चतुर्भिर्टकेद्वीतिशद्‌ 
Sarat तत्र पोडशाव्यध्या इति प्रतिपादयति ) 

ऊर््वनत्रुगल शिरावे--जश्चु के ऊपर १६४ शिराय हैं । 

(अर) ग्रीवा में ५६ विरायं हैं । उनमें से १२ ad संज्ञक 
क्षिरायँ, दो कृफाटिका, दो विधुर इस प्रकार ग्रीवा में १६ 
शिरा्ों को बचाना चाहिये। 


(आ ) हन्वोरुभयतोऽष्टाइष्टौ, तासां तु सन्धिः 
थमन्यो हे डे परिहरेत्‌ | 

(था ) इचु के दोनों घोर आठ-आठ शिराये हैं। उनमें 

से सन्धि मे रहनेवाढी दो दो धमनियों को छोड देना चाहिये। 
(इ ) पद्त्रिंशज्िह्कायां, aaa: deme: 
कृत्याः) रसवहे हे, TAS च द्वे | 
(इ ) जिह्वा में १६ Pret होती हैं । उनमें से १६ निहव 
नीचे होती Ei उनमे से दो रखबह और दो वाग्बह, 
शखकर्म में वेधनीय नहीं होती हैं । 

(2) द्वदश नासायां, तासामौपनासिक्य- 
aaa’ परिहरेत्‌ , तासामेव च तालुन्येकां Bese | 
_ « ई) नासिका में २९ शिरा होती हे । इनसें से नाक 
के पास की चार झिराओं को बचाना चाहिये! ताछ के az 
देश में की एक दिरा का भी परिहार करना चाहिये । 

(३) अप्टत्रिंशदुभयोर्नेत्रयो. तास्रामेकेकामपा- 
हृयोः परिहरेत्‌ | 

(ड) दोनों नेत्रा सें ३८ शिराय दै । इनमें से anit 
की एक शिरा की रचा करना चाहिये। 

(ऊ ) कर्णयोदेश, तासां शब्दवाहिनीमेकैकां 
परिहरेत्‌ | 

(ऊ) कानों में ठस frat हॅ । इनमें से एक-एक 
शब्दवाहिनी शिराओं को बचाना चाहिये । 

_ (प) नासानेत्रयतास्तु लारे षष्टिः, तासां 
केशान्ताचुगत/श्रतच्न', आत्रतंयोरेकैका, स्थपन्यां चैका 
परिदुर्तच्या | 


के? 


ay 


eI PLL LD 


(५) नासिका और नेत्रगत छछाट में ६० शिरायें होती 


ae ६ a € ० wy 
हैं । उनमें से केशान्तो मे जानेचाळी चार, आवत्त ममां मं 


एक एक और स्थपनी मे एक, सच मिलाकर ७ Pret को 
चचाना चाहिये । 
( ऐे ) शखयोदशा, wat शाखसन्धिगतामेकेकां 
परिहरेत | 
(ऐे) शाखों में दस शिराये होती हैं। उनमें से शंख 
सन्धि की एक-एक शिरा का परिहार करना चाहिये । हे 
( ओ ) द्वादश मूर्ति, तासायुत्क्ेपयोर्ड़ परिहरेत , 
सीमन्तेष्वेकेका, एका मधिपताविति | 
एबमशखक्ृत्याः Tagg अध्बेमिति ॥ २४॥ 
(ओ ) माधे में १२ शिराये होती हैं । 
इनमें से उस्वेप ममा की दो, सीमन्तों की पाँच प्रत्येक 
सीमान्त की एक) अधिपति में से पक शिरा को 
बचाना चाहिये | 
इस प्रकार ५० द्विरायें जज के ऊपर की अवेध्य होती हैं॥ 


चिमद'--ग्रीचा में १६ कानों में २ ` 
हचुसन्धि मे ४ aa 4 नासिका ७ 
बिद्ठामें ४ शख में २ 
नालिका में ५ - fat में ८ 
नेत्रो में २ ५० 
भवति चात्र 


व्याप्नुबन्त्यभितो देहं नाभितः प्रसृताः शिराः | 
प्रताना पद्मिनीकन्दाह्ठिसारीनां यथा जलम्‌ ॥२६॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः समाप्त: | 


——1 Oho 


शिराओं को विसतन्तुओं का इष्टन्त--नामि से फैली हुई 
शिरायें चारों ओर से शरीर को व्याप्त कर देती दै! जैसे कि 
पद्मिनी कन्द से विस आदि के प्रतान जळ को व्याप्त क 
ठेते है ॥ २६॥ “ 
विमश.--सव शरीर शिराओं के प्रतानों से व्याप्त होताडे। 
इति सुश्च॒ते श्ञारीरस्थाने सप्तमोऽध्याय, समाप्त" ॥ 
TNO 


दारीरे प्रश्षा।-- 
(१) नासिस्या प्राणिना प्राणा प्राणान्नामि युवाश्रित्ता । 
शिरामिरादता नाभिश्चक्रनाभिरिवारके ॥ 
अस्य उलोकस्य व्याख्या विधेया 1 
(२) स्वञ्रिरागताना कुपिताचामङुपितानाञ्च 
दोपाणा युणा' दोषाश्च के ? 
(३) कति च सिरा ? 
तत्रारुणा वातबददा' पूर्यन्ते वायुना सिरा" ! 
पिः्ादुष्णाश्च deter शीता गीर्य' स्थिरा. कफात. ॥ 
असृग्वद्दास्तु रोहिण्य. सिरा नात्युष्णशीततला । 
पद्यस्यास्य विवरण कायम्‌ । तत्रारुणा वानवद्दा,का* लिरा,? 
(४) sar ऊथ्वंमवेव्याः सिरा. का. ? 
DO 


ऋषभ्यायः ८] 


या नाडा EE अ अइ erate areas ere eR > \\\ 


अष्टमोऽध्यायः 
अथातः मिराज्यधविवि शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
पिपप- क्षय विराब्यधविधि नामझा शारीर FET 
जसा कि भगपान्‌ धन्यन्तरि ने कहा हैं ॥ १-२॥ 
frac:—firaat का मोर (वेधन) केसे करना चाहिए ? 
fra रोगों में करना चाहिये? कौन लोग शिरापेथओे ल्यि 
योग्य टै, कोन क्षयोग्य हूँ ? इत्यादि विचार हस अध्याय में 
क्या जायेगा । 
वाल-स्वविर-लव्ष-अतश्षीण-भीर-परिश्रान्त- 
मद्यपाव्यस्ी कशित-अमित-तिरिक्तारथाविताचुबासित- 
जागरित-ठ़ीव-छश-गर्भिणीनां कास-श्वास-शोप- 
प्रवृद्धव्यराक्षेपफ-पक्षाघातो पवा त्-पिपासा मृच्छ्याप्रपी 
डिताना च सिरां न विध्येत्‌, (अस्याग्रे ताडपत्रपुस्तके 
धुक कारणम्‌? एपां खलु वेधादिन्द्रियसंमोहः शोषो 
चा भवति, रक्तपित्तिना रक्तात्ययाद्वातप्रकोपो मृत्युची 
सिरावेवेन संभवेत्त' इत्यधिकः पाठः ) 
याश्राव्यध्या', व्यध्याश्चादृटाः) दृष्टाध्यायन्त्रिताः, 
यन्त्रिताञ्चानुस्थिता इति ॥  ॥ 
डिन लोगो वा नौर किस दडा में forte न करे !- याळ, 
स्थनिर (az), रूछ, एतषीण ( घण से जिसका वल छीण 
rat हे), भीरु ( ढरपोफ ), परिश्रान्त ( थका हुआ ), 
मद्यपान-स्री, भोर aca ( माग) से कश, afta ( जिसने 
वमन क्या दो), विरिक्त ( जिसने विरेचन किया हो), 
आस्थापित, अनुवासित, जागरित (am हुना), gta 
(नपुंसक), ga (दुबळा) भोर गर्भिणी तथा कास (ग्रांसी)- 
खास (टमा)-दोष (राजनच्मा)-प्रवृद्ध उपर (विशेष ज्वर)- 
eqs ( Convulsions) पक्षाघात, (Paralysis) उपवास- 
पिपासा (प्यामो-मूनर्छा इत्यादि रोगों से पीडित छोगों का 
शिरायेध नहीं करना चाहिये । 
वेध करने के लिये योग्य शिरा होने पर भी, न दीखने 
चाली, दीसने वाली होने पर भी न बंवी हुई, यंत्रित (बघी 
हुई) होने पर भी न उठी हुई शिराओं का वेध नहीं 
करना चादिए ॥ ३ ॥ 
विमर्शाः--बाल और वृद्ध लोग यथाकम असंपूर्ण धातु 
अथवा चीणधातु रहते दे। उसी प्रकार भीरु लोग मूछित 
Rati अनुवासित छोगों के शिरावेध से प्रथमत क्षीण 
हुआ जटराग्नि और भी क्षीण दो जाता है । Bia ( नपुसक ) 
छोगों का शुक्र क्षय होने के कारण अल्प शाक्ति होती है, कृश 
और गर्भिणी में जीवन नाश की आदाका रहती है। इतर 
उपयुक्त लोगों मे शिरावेघ से वायु कुपित होने का डर रहता 
है। कास-श्वास-झोप आदि रोगों से क्रान्त मनुष्यों में धातु 
din होने के कारण देह का सदेह रहता दै। विशेष उवर 
चालो का Patera करने से प्रछाप की सभावना रहती दे। 
शोणितावसेकसाध्याश्र ये विकाराः प्रागभिहिता- 
ag चापक्तेप्वन्येपु चानुक्तेपु यथाभ्यासं यथान्यायं 
वव सिरां विध्येत्‌ ॥ ४॥ 


RP Srp NO 
~ ४. NSN PPO TE PE TN बाल 


६३ 


सिरावेध कब करे (-सूत्रस्थान १४ अध्याय में कहे हुए 
रक्त Ale से अच्छे होने वाले, अपक विकारों मे, उसी प्रकार 
जो न कहे गये हों और रक्तमोष से टीक होने वाले हों उन 
विकारों में यथाभ्यास (अभ्यास के अनुसार) और यथा- 
न्याय ( विधि को न छोड़ते हुए ) शिरावेधन करना चाहिय ॥ 
विमश.--यथाइभ्यास ( जिन दिराओं का वेधन मिया 
जाता हो) और यथान्याय ( जन्तुघ zetia शस्त्र और 
शरीर का ag आग साफ रखते हुए) शिरावेध करना चाहिय । 
प्रतिपिद्धानामपि च विपोपसर्ग आत्ययिके च 
सिराव्यघनमप्रतिपिद्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


अवेध्य शिराओं का मी वेष करने का समय--प्रतिपिद्ध 
दिराभों का भी विपो के उपट्रच में और भयप्रद अवस्थाओं 
में शिरावेध करना निषिद्ध नहीं है ॥ ५॥ 

विमा --बाल, gz, भीरु इत्यादिकों में भी विद्रधि 
भादि विकार धोने पर शिरावेध करना उचित होता है । 

तत्र स्रिग्धस्विन्नमातुर यथादोषप्रत्यनीकं द्रव्य- 
प्रायमञ्न भुक्तवन्तं यवागूं पीतवन्तं वा यथाकालमुप- 
रथाप्यासीनं स्थितं वा प्राणानवाधमानो बख्र-पट- 
चमोन्तर्वल्कल-लतामन्यतमेन यन्त्रयित्वा नातिगाढ 
नातिशिथिलं शरीरप्रदेशामासाद्य यथोक्तं शां गृहीरचा 
सिरां विध्येत्‌ ॥ ६॥ 

श्विरावेर की बिधि-रोगी को सेहन-स्वेदन करा के दोप 
के विपरीत पतळा-सा अन्न देकर अथवा यवागू का पान करा- 
कर योग्य काळ में अपने समीप चेटाऊर अथवा खड़ा करके 
जीवन में जिसमें याधा न पडे ऐसे वख, पट्ट, चर्म अन्त- 
awe ( अन्दर की छाल ), लतादि किसी चीज से बाधकर 
aga कडा अथवा शियिछ न हो ऐसे ex से शरीर के उस 
भाग में उपयुक्त श्र से शिरा का वेध करे ॥ ६॥ 

विमर्श -प्रधान शख कर्म करते समय रक्त का परिश्रमण 
अच्छे प्रकार होने के लिये द्रव प्राय अश्न खिलाया जाता है। 
वर्षादि ऋतु्ों में मेघाच्छुन्न दिन इसके लिये ard 
मर्मप्रदेशों का ध्यान रख कर दाख कर्म करना चाहिये । 

नेदातिशीते नात्युष्णे न प्रवाते न चाश्निते | 
सिराणां व्यघनं कार्यमरोगे वा कदाचन ॥ ७॥ 
दिरावेध कब न करे ?--कडे शीतकाळ में, अधिक गरमी 
में, जोर की बहती हुई इवा में, आकाश के मेघाच्छुन्न रहते 
तथा जव कोई रोग न हो, शिरावेध न करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
विमर्द.--उपरिनिदिष्ट ५ स्थितियों का care रखकर 
शिरावेध करने का विधान है । 

(अ ) तत्र व्यध्यसिरं पुरुषं प्रत्यादित्यसुखमरनि- 
मात्रोच्छिते उपवेश्यासने सक्थ्नोराकुञ्चितयोनिवेश्य 
कूर्परौ सन्धिद्ठयस्योपरि हस्तावन्तर्गूढाबुकृतसुष्टी 
मन्ययोः स्थापयित्वा यन्त्रणशाटक गरवासुष्टयोरुपरि 
परिक्षिप्यान्येन gate पश्चात्स्थितेन बामहस्तेनोत्ता- 
नेन शाटकान्तद्वय ग्राहयित्वा ततो बेद्यो त्यातू--- 

दक्षिणहस्तेन सिरोत्थापनाथ नात्यायतरिथिलं 


६४ सुश्रुवसंहिता 


RINT Fieger wr regres rsp rms nan we gee कक कक कक] 
क 


यन्त्रमावेष्टवेति, अम्रकत्रावणा्थ च यन्त्र maT 
पीडयेति, waged च वायुपूर्णमुखं स्थापयेत; एप 
उत्तमाङ्गगतानामन्तर्युखवर्जीनां सिराणां व्यवने 
यन्त्रणविचि- tt 

fre-Rra स्थानों के लिये नियन्वशगिवि--(अ) जिस घुर 
का त्रिरावेधन करना हो उसका सूर्य की ओर मुस TH, फिर 
भरक्षिमान्र ऊँची चौकी पर बैठे, मक्थियाँ ( पर ) सिकुडी हुई 
हो, दोनों सधियों पर केहुनियों को रखे, अगूटा को मुद्ठियों पर 
दयावे और उनमुद्दियों को मन्यार्ओं के उपर रखे, फिर गटन 
ate Rat पर यन्त्रग-शाटक डाले, पीछे की कोर कोई दूसरा 
व्यक्ति सडा हो और चह अपना बायां द्वाव उठाकर WE के 
दोनों सिरॉ को पकड़ा कर, (वैध ) पुरुष से कहे कि “दाहिने 
हाथ से दिराओं का उत्थान द्वोने फ लिये, न श्रट्टुतत जोर से 
कौर न aga धीमे, यन्त्र का ae करो, रक्त का निट्टरण 
होने के लिये यन्त्र को प्रष्टमध्य में saat” धीर जिसका 
शिरावेध करना धो उसको मुस में धवा भर कर चेंठाये । 

यह बवण-विचि अन्तगंत भिराओं को छोट कर निरोगत 
शेप शिराजा के वेधन के लिये दे। , 

(आ) पाठ्य्यध्यसिरस्थ at समे स्थाने सुरिधरं 
स्थापयित्वाइन्य पादमीपत्संकुचितमुच्ये. कृत्वा व्यध्य- 
सिरपाद जानुसन्वेरध: meses हरताभ्यां 
ert व्यध्यप्रदूशस्यरोपरि चतुरहुले प्लोता- 
दीनामन्यतमेन बदुध्वा वा पादसिरां विध्येत्‌ | 
_ 20 परो के शिरावेघन का यत्नग-प्रकार--निस पुरुष 
के पर का वेध करना हो उसका पर मम स्थान पर भच्छे 
प्रकार रख कर दूसरे पेर को किंचित ठठा कर जिस पेग में 
भिगवेघ करना हो उस पर को घुटने के नीचे शाटक ( 
वलन ) से छपेट कर, gee पर्यन्त दोनों हाथों से दवा कर 
अथवा वेध्य प्रदेश के ऊपर चार sige प्डोत ( कपड़ा ), 
चम इत्यादि मे से किसी एक से वाघे । इसके पश्चात वैर की 
द्चिरा का देवन करे । 

(ड) अथोपरिष्ठाद्धस्ती गृढ़ादुप्रृत्मुट्ठी सम्यगा- 
सने स्थापयित्वा सुखोषतिष्टस्य gaat acon 
दस्वसिरां विध्येत्‌ । ` 

(इ) eat की Pratt के लिये-अंगृठ को ahs 
भीतर की ओर्‌ दुवा कर अच्छे प्रकार से आसन पर सुखपूर्वक 
चढे हुए पुरुष के दाय को पूर्वोक्त प्रकार से वाघ कर दाथ की 
दिरा का वेध करे । 

(इ) गृधसीविश्वाच्यो: संऊचितजानुकूर्परस्थ | 

(इ) गृध्रसी और विश्वाची में घुटने और edz (कोहनी) 
को fade ठे पत्नात यंत्रण करे 

(इ) श्रोणीए्ठस्कन्वेपून्नामितप्रएठस्यराबाकुशिरस्क- 
स्थोपविष्टस्थ विस्फूनितप्र्टल्य विच्येत | 

(२) श्रोणि, पीठ और कंधे में Se करना tat 
पीठ को ऊँचा करके और शिर को झुका कर i हुए व्यक्ति 
को सीधी तनी हुई पीठ होने की mea में शिरावेध 
करना चाहिये। 


(ऊ) उदरोरमोः प्रसारितोरम्कस्योन्ञामितशिरः 
स्कस्य विस्फूजितटेहस्य | 
(3) पेट और छाती में शिरायेच करना हो तो, गिर को 
उचा उठा कर छानी तथा मध्य शारीर को फलाकर शारीर में 
दृश्यमान fait का वेध ऊर । है 
(ए) बाहभ्यामवलम्बमानदेहस्य पाश्चयोः | 
(ए) पारो ( amet) का शिरयेध करना हो नो बाहुओं 
से शरीर को अवछबन फरक शिराओं का वेध करे । 
क bad 
(ए) अवनामितमेढूस्च मेढे | 
(ऐ) az ( छिद्र) पर शिराबेध करना हो तो Az को 
थिना aria fata करें। (पाठसेदों में कअवनामित' 
मिलता दे । डम लगट “मेद को झुका कर! ऐसा अर्थ है ) 
(ai) उन्नामितविदष्टजिह्दासस्थाधोजिदायाम | 
(ओ) Fret के नीचे निरावेध वरना दो नो निद्वाको 
उपर टटा कर frees को दवा कर जिह्वा के नीचे डॉ 
facet का वेध करना चाटिवे 1 
(a) अतिव्यानाननस्य वालुनि दन्तमृलेपु च | 
एव यन्त्र पाय्ानन्यांश्व सिरोत्यापनहेतून, Feats: 
चेच्य शरीरवशेन व्याविवशेन च ena 151 
(at) ताल और उन्तसूळो में वेध करना हो तो मुख 
को फाठरर साल और दन्तसूळों में वेव करना चाहिये । 
इसी प्रकार अनुक्त प्रदेशों में शिरात्रों को यन्त्रो से 
अथवा उपायान्तरों से बॉधरर Partai के उत्थान करनेवाले 
उपायों को सोचऊर शरीर और व्याधि के अनुसार faa 
का वेध करना चादिये। | ड 
मांसलेप्वच काशीषु यवमात्र शाखे निदध्यान्‌ ; अवो- 
अन्वेप्वर्धयबमात्र त्रीहिमात्रं चा श्रीहिमुखेन, अस्थ्ना- 
मुपरि कछुठारिकया विध्येदर्धयवमान्रम ॥ ६ tl 
स्थान-भेदानुसार वेधविधि'-- आंसळ प्रदेशों में यच ( जौ ) 
मात्र प्रास से वेधन करे । ( मांसळ स्थान से ) सिद्ध प्रदेश 
में आधे जौ के चरावर अथवा यवमात्र ब्ीहदिसुम् यन्त्र 
से वेध छरे । १ 
afern के ऊपर “कुठारिका' नामक यन्त्र मे आघा यव 
(at) के बरावर गहरा भिरावेघ करे ॥ ९॥ 
विमर्शः--प्रीहिमुत्र यन्त्र ( 7००७7 & canada, और 
कुठारिका ( Axe shaped kunfe or chisle ), 
भवन्ति चात्र-- 
व्यभ्रे aig विध्येत श्रीप्मकाले तु शीतले | 
5 = ~ 
दमन्तकाल AUS TAMA. स्मृताः ॥ १०॥ 
__शिगावेषन काट-वर्पा ऋतु में व्यञ्च (वादळ जव न 
ही ऐसे ) काठ सें, hema में, उण्डे समय में, देमन्तऋतु 
म अध्याह में sara करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
विमर्श--आत्ययिक अत्रस्था में शिरावेध करना पडे तो 
उपयु तान कार्ड का ध्यान रखना चाहिये । 
सम्यक शस््रनिपातेन धारया या खवेदसक | 
अहृत्त wal foes सुविद्धा at विनिर्दिशेत्‌ ॥ ११॥ 
ae के डक्षण--अच्छे प्रकार शस्त्र चढने? से धारा के 


अध्यायः ८ ] 


साथ कुछ काल सून बहे, चाद रुक नावे 
समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 


विमशः-रक्त का स्वभाव गाढ़ा होकर ( corgulate 
ही दीस पढ़े तो अच्छा रक्त भा 


GPA का होता है। ऐसा 


रहा दे, AE अनुमान होता दै । 
यथा कुसुम्भपुष्पेभ्यः पूव स्रवति पीतिका | 
तथा सिरासु बिद्धासु gent प्रवर्चते ॥ १२॥ 
Ware रक्त प्रथम भाने में दृष्टान्-जिस प्रकार कुछुस्म 
के फूलों से प्रथम पीछासा रङ्ग निकलता है, उसी प्रकार 
शिराओं का वेध काने से दुष्ट रक्त पहले चाहर आता है ॥१२॥ 
विम --जव तक दुष्ट रक्त बहता हे तव तक रक्त की 
संचित होने की ( ००४०।१६।००) शक्ति नष्ट हुई रहती है और 
इसीलिये पहले दुष्ट रक्त भाता है। 


मूच्छितस्यातिभीतस्य श्रान्तस्य तृपितस्य च | 
न वहन्ति सिरा विद्धास्तथा5नुत्यितयन्त्रिता: ॥१श॥ 
शिगर्भो के न बहने के कारण-- मूच्छित ( बेहोश ), 
अतिभीत (खूब ढरे हुए), ara (ad हुए ), afte 
( प्यासे ), उसी प्रकार भजुत्यित (न उठे हुए ) और 
अयन्त्रित ( नबाँघे हुए) की दशाओं में शिराओं का वेधन 
करने पर रक्त भले प्रकार नहीं वहता | 
विमशः-उपर्युक्त अवस्थाको में रक्त की गति मन्द रहने 
के कारण शिराओं में रक्त वहन नहीं होता। 


क्षीणस्य वहुदोपस्य मूच्छयाऽभिहतस्य च | 
भूयोऽपराहे विसाव्या सा$5परेद्यस्त्यहे$पि बा ॥१४॥ 
क्षोणादि व्यक्तियों में स्रावण--छीण, बहुत दोषयुक्त 
मूच्छा से आकान्त पुरुष का शिरावेध अपराह में दूसरे अथवा 
तीसरे दिन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
विमर्श-क्ञीण आदि व्यक्तियों का शिरावेध करना हो 
तो दोपहर में दूसरे अथवा तीसरे दिन करना चाहिये । 


रक्तं सशोपदोपं तु छुर्यादपि विचक्षणः | 
न चाति प्रसुतं कुर्यांच्छेपं संशमनेजयेत्‌ ॥ १४॥, 
पूणेनया दूषित रक्त न निकालें- दूषित रक्त का भी स्राव 
पूर्णतया न करना चाहिये। शेप रक्त की संशमन विधि से 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५५॥ 
विमशः--रक्त जीव? रक्त ही प्राण है। इसलिये उसकी 
रचा करना आवश्यक हे । “अधिक रक्त न निकर जाय! ऐसा 
इसलिये कहते हैं कि चाहे दूषित रक्त भले ही रद्द जाय, पर 
इसका अधिक नाश होना उचित नहीं । 
बलिनो बहुदोपस्य वयःस्थस्य शरीरिणः | 
परं प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थ शोणितमोक्षणे ॥ १६॥ 
रक्त-निरईरण का प्रमाण--बलिष्ट, figs दोष चाळे और 
तरुग व्यक्ति का रक्त अधिक से अधिक एक प्रस्थ निक- 
छना चाहिये ॥ १६॥ 
विमर्श'-वमन, विरेचन तथा रक्तमोषण में एक प्रस्थ 
१३॥ पल का होता है। feeq इतना रक्त निकलना आजकल 
असह्य होता दे। इसलिये रोगी का चळ देखकर उसका 
विचार करना चाहिये । 


& ge शा० 


शारीरस्थानम्‌ 


Ce २०० प eee py 
NNR RE RAR AR AAA A OO क्य 


तो सुविद्व 


६५ 


(अ) तत्र पाददाह-पादहपो-चबाहुकःचिप्प-दिस पं- 
वातशोणित-वातकण्टक-विचचिका-पाददारी-प्रश्चृतिषु 
कषिप्रमर्मण उपरिष्टाद्‌ cage ब्रीहिसुखेन शिरां 
विध्येत्‌ | 

किन-किन रोगों में कहाँ act सिरावेध करे !- (अ) ब्रीहि- 
सुस यन्त्र से पाददाह, पादहप, चिप्प, विसर्प, वातशोणित, 
वातकण्टक, विचचिका, पाददारी इत्यादि रोगों में छ्षिप्रमर्स 
के ऊपर दो sige: शिरावेध करे । 

(आ) श्लीपदे तचिकित्सिते यथा वच्यते | 

(आ) Stag रोग के विषय में उसकी चिकित्सा वताते 
समय कहा जायया । 

(इ) क्रोष्डुकशिरःखञ्जपङ्कलवातवेदनाछु जङ्घायां 
शुल्फस्योपरि चतुरङ्गुले | 

(इ) करोप्टकशीप, खञ्जता, gat और चातवेदनाओं में 


जंघा में गुदफ से चार अंगुळ ऊपर शिरावेध करे। 


(5) अपच्यामिन्द्र्स्तेरधस्ताद्‌ Saget | 
(ई) भपची में इन्द्रवस्ति के नीचे दो age शिरावेध करे। 
(उ) जाचुसन्धेरुपर्यंधो वा चतुरहुले गृघ्रस्याम्‌ | 
(उ) गृध्रसी में जानुसन्धि के ऊपर अथवा चार age 
नीचे श्ञिरावेध करना चाहिये। 
(ऊ) ऊरुमूलसंश्रितां गलगण्डे | 
एतेनेतरसक्थि वाहू च व्याख्यातौ । 
(ऊ) गलगण्ड में ऊर्मूल में रहने वाळी शिरा का' वेध 
करना चाहिये । 
इसी प्रकार से दूसरी टांग और दोनों बाहुओं के लिये 
भी शिरावेध का प्रकार कह दिया गया । 
(ए) विशेपतस्तु वामवाहो कूर्परसन्धेरभ्यन्तरतो 
बाहुमध्ये प्लीह्नि कनिष्ठिकाऽनामिकयोर्मध्ये वा | 
(ए) विशेष करके प्लीहारोग में aang के मध्य में 
भीतर की ओर कूपरसन्धि के समीप अथवा कनिएिका और 
अनामिका ( छोटी अंगुली के पास की अंगुली ) के मध्यदेश 
में शिरावेध करे । 
(ऐ) एवं दक्षिण-बाहो यक्कदाख्ये कफोदरे | 
(अओ) चेतामेव च कासश्चासयोरप्यादिशन्ति |, 
(पे, ओ) इसी प्रकार यकृत्‌ दाल्योदर नामक रोग में 
और कास, श्वास सें भी दक्षिण वाहु में शिराओं का वेध करे। 
(ओ) गृध्रस्यामिव विश्वाच्याम्‌ | - 
(at) विश्वाची नामक रोग में ग्रघली के समान शिरावेध 
करना चाहिये । | 
(अ) श्रोणि प्रति समन्ताद्‌ sage प्रबाहिकायां 
लन्याम्‌ | 
ers aa प्रवाहिका में ओणि के चारों भोर दो अंगुल 
अन्तर पर शिराचेध करना चाहिये । 
(अः) परिवरतिकोपदेश-शूक़दोप-शुक्र-च्यापत्सु 
मेढमध्ये । 


६६ 


(अः) परिवर्तिका, उपटश, शकदोप और शुक्र रोगों में 
Ae के मध्य की दिरा का पेध करे । 
(क) वृषणयोः पारखे मृत्रवृद्ध-यां, नाभेरघश्चतुरङ्ग ले 
सेवन्यां वामपार्श्वं दकोदरे | 
(क) मूत्बृद्धि में suit वगळ में और उदकोदर में 
नाभि के नीचे, सीवनी के चायीं ओर चार अंगुल पर शिरावेध 
करना चाहिये | 
(ख) वामपार्श्चे कक्षास्तनयोरन्तरेऽन्तविंद्रथो पार्श्व" 
शूले च | 
(ख) अन्तर्विद्रधि तथा wage में बायीं बगल में, कक्षा 
और स्तन के बीच सें शिरावेध करना चाहिये। 


(ग) बाहुशोपावबाहुकयोरप्येके चढन्त्यंमयोरन्तरे। 
(ग) agate भौर अवचाहुक रोगों में कन्धे के चीच में 
शिराधेध करना चाहिये, ऐसा कई विद्वानों का कथन हे । 
(च) त्रिकसन्धिमध्यगतां तृतीयके | 
(व) तृतीयक ज्वर में त्रिकृसन्धि के मध्य की शिरा का 
वेध करना चाहिये । 


© अधःस्कन्धसन्धिगतामन्यतरपाश्बेसंस्थितां 
प्वतुर्थके | न 

(ड) चतुथक ज्वर में किसी भी एक पार्श्व में स्कन्ध= 
सन्धि के नीचे शिरा का वेध करे | 

(च) हनुसन्धिमध्यगतामपस्मारे | 

(च) अपस्मार में दनुसंधि के बीच में रहने वाळी शिरा 
का वेध करे । 

(छ) शद्वकेशान्तसन्धिगतामुरोऽपाङ्गललाटेपु चो- 
न्मादे। 

(छ) अपस्मार और उन्माद में शंख तथा केशान्त सन्धि: 
गत भौर agers अपांग तथा ललाट में रहने वाळी शिराओं 
का वेध करना चाहिये । 


(ज) जिह्वरोगेष्वघोजिह्वायां दन्तव्याधिषु च | 
(ज) निह्वारोग और दन्तरोगों में जीभ के नीचे रहने 
वाळी दिराओं का वेध करना चाहिये । 
(म) तालुनि तालब्येषु | 
क) ताछ के रोगों में तालु में शिरावेध करना चाहिये । 
(अ) कर्णयोरुपरि समन्तात्‌ कर्णशूले तद्रोगेयु च! 
(न) कर्ण-पीडा और कर्ण-रोगें में कानों के उपर चारों 
ओर शिरावेध करना चाहिये । 
(ड) गन्थाप्रहणे नासारोगेषु च नासाऽग्रे | 
_, (2) गन्ध का ग्रहण न होने पर और नाक की चीमारियों 
में नाक के अग्रभाग में शिरावेध करना चाहिये । 
(ठ) तिमिराक्षिपाकप्रशृतिष्वच्यामयेपूपनासिके 
लालाट'थासपाङ्गचा चा | 
(2) तिमिर रोग, अत्तिपाक इत्यादि आंखों के रोगों में 
ला समीप, ललाट fin अपांग में की Rat का 
घ करे । 


RROD Tear PIP TTPO OTE IPCI TVS TOE OTT mma कक कप 


एता एव च शिरोरोगा अधिमन्थप्रश्वतिषु रोगे- 
प्विति 11 १७ ॥ 

द्चिरोरोग और अधिमन्थ इत्यादि रोगों में इन्हीं विराम 
का वेध करना चाहिये ॥ १७॥ 

विमशः--अपची रोग में अपची उस्पन्न होने के पश्चात्‌ 
शिरावेध करे | रूढ (पुराण ) अपची न हो। 

सन्धि में wafer नहीं करनी चाहिये। इसलिये 
कूपरसन्धि का अथ कूर्परमन्धि के समीप समझना चाहिये । 

(औ)-में निर्दि विश्वाची में केहुनी के उपर अथवा 
नीचे चार अगुळ समन्नना चाहिये । 

जिन-जिन रोगों में दिरावेध बताया गया है, चहाँ-वहां 
रक्तजन्य व्याधि हो अथवा रक्त का अनुवन्ध हो तो शिरावेध 
करना चाहिये । 

अत GI दुष्टव्यघनमनुन्याख्यास्यामः¬ 

इसके चाट TOIT का वर्णन करेंगे। 

नत्न--टुविद्धाउतिविद्धा कु्चिता पिच्चिता कुट्रिता&- 
प्रखुताऽतयुद्रीणौऽन्तेऽभिहता परिशुप्का कृणिता वेपि" 
ताऽन॒र्थितबिद्धा शम्त्रहता तियेग्विद्धा विद्धा( अप- 
विद्ध। 'पा० )ऽव्यध्या विद्रुता Agar पुनःपुनर्विद्धा 
मांससिराख्राव्वस्थिसन्धिममंसु चेति बविशविदुष्ट- 
व्यधा: ॥ १८॥ 
दुष्टवेध के वीस प्रकार-- 

१ दुर्चिद्ध, २ भतिविद्ध, ३ कुश्चित, ४ पित्चित, ५ कुद्धित, 
६ अप्रखुत, ७ अस्युदीर्ण, ८ अन्तेविद्व, ९ परिशुष्क, १० कूणित, 
११ चेपित, १२ अनुरिवतविद्ध, १३ शखहत्त, १४ तियंग्विद, 
4५ विद्व (अपविद्ध 'पा० ), १६ अब्यध्य, १७ faze १८ धेनुक, 
१९ पुनःपुनर्विद्ध और २० मांस, शिरा, जायु, अस्थि, सन्धि 
इत्यादिको के aat में विद्ध cet के वीस प्रकार होते हैं ॥१८॥ 

(अ) तत्र या सूच्तमशस्रविद्धाऽव्यक्त( न व्यक्त 
“पा०' ara सवति रुजाशोफवती च सा हुर्बिद्धा | 
दुष्टवेध के प्रकारो के लक्षण -- 

(अ) दुविद्धा का लक्षण --सूचम दाख से वेध करने पर 
थोडा रक्त आता हो और जिसमें वेदना और सूजन हो उसे 
दुर्विद्ध समझना चाहिये । 

(आ) प्रमाणातिरिक्तविद्धायामन्तः प्रविशति शोणितं 
शोणितातिप्रवृत्तिवी साऽतिविद्धा | 

(आ) अतिविद्धा का ळक्षणः--प्रमाण से अधिक विद्र 
होने के कारण रक्त ( दारीर के) भीतर जाता हो aaa 
aga रक्त निकलता हो तो उन शिराओं को अतिविद्ध 
जानना चाहिये! 

(इ) कुद्धितायामप्येचम्‌ | 

(इ) कुञ्चिता का रक्षणः-कुञ्चिता में अपविद्ध के समान 
लक्षण होते हैं । 

(इ) ङुण्ठशख्नप्रमयिता परथुलीभावमापन्ना पिञ्चिता। 

(ई) पिचिता का लक्षण-कुण्ठित (ङुन्द घार वाळे) शख 
से कुचली ज्ञाने के कारण जो शिरा चौड़ी हो जाती हे उसे 
कहते हैं । 


अष्यायः ८ ] 


enna: 


(उ) अनासादिता पुनः पुनरन्तयोश्च बहुशः राखा" 
भिहता कुट्टिता | 

(उ) कुद्धिता का ठक्षणः-जो शिरा अनासादित (मिली 
न हो ) परन्तु अन्त ( समीप ) की शिराएँ पुनः पुनः उससे 
विद्ध हो, उसको afar कहते हैं । 

(ङ) शीतभयमूच्छोमिरप्रबृत्तशोणिताऽप्रख्नुता | 

(ऊ) भप्रखुता का लक्षणः--शीत, भय, मूर्च्छा ( वेहोशी ) 
से, यदि रक्त न निकले तो अप्रखुता कहते हैं । 

(ए) तीदण मद्दायुखंशख्विद्धाऽत्युदीणा | 

(ए) अद्युदीणां का लक्षणः--तीचण (तीखे ) भौर महा- 
सुख ( चौडे सुख वाळे ) शख से faz होने पर उसे अत्यु- 
दीर्णा कहते हैं । 

(ऐ) अल्परक्तत्राविण्यइन्तेभिहता | 

(पे) ashen का ल&गः-श्रिरा के अन्त ( अन्तिम 
भाग ) पर वेध करने के कारण थोड़ा रक्त निकलता हो तो 
उसे अन्तेऽभिहृता कहते हैं । 

(भो) क्षीणशोणितस्यानिलपूर्णा परिशुष्का | 

(ओ) परिशुष्का का लक्षण*--जिम्तका रक्त क्षीण हो गया 
हो और उसमें वायु भर गया हो, उसे परिशुप्का कहते हॅ | 

(आ) चतुभोगावसादिता किव्वित्मवृत्तशोणिता 
कूणिता | 

(औ) कूणिता का लक्षण--जिस शिरा में शख ( शिरा 
के ) चतुर्थ भाग को प्राप्त होता हे भौर उससे थोडा-सा रक्त 
निकलता हो, उसे कूणिता कहते हँ! 

(अं) डुःस्थानवन्धनाद्वेपमानायाः शोणितसंमोहो 
भवति सा वेपिता । 

(अं) वेपिता का लक्षण -स्थान को छोड कर दिरा को 
बांधने से कांपने वाली शिरा का रक्त बाहर नहीं आता | ऐसी 
शिरा को चेपिता कहते हैं । 

(अः) अञ॒त्थितविद्धायामप्येबम्‌ | 

(अः) अनुत्यित विद्धा का लक्षण -जो शिरा उठीन हो 
उसे वेधने से भी चेपिता के तुल्य लक्षण पेदा होते हैं। 

(क) छिलन्नाइतिप्रवृत्तशोणिता करियासङ्ग करी शख- 
हता | 

(क) शस्रहता का लक्षण,-दाख से कटने के कारण, 
aga परिमाण में रुधिर निकलता हो और वे शिरायें अपना 
काम न कर सकती हों, उनको दाखहता कहते हैं । 

(ख) तियेकप्रणिददितशखा किञ्चिच्छेषा तियेग्विद्धा। 

(ख) तिर्यर्विद्धा का लक्षणः-तिरछा शख चलाने के 
कारण जो दिरा थोडी (करने से) रह गयी हो, उसे 
तिर्यग्विद्धा कहते दे । 

(ग) बहुशः क्षता हीनशञ्रप्रणिधानेनापविद्धा | 

(य) अपविद्धा का लक्षण--ददीनं शस्त्र प्रयोग के कारण 
चहुत जगह चोट लगी हो, उसे अपविद्वा कहते हं! 

(घ) अशास्त्रकृत्या$व्यध्या | 

(ब) अव्यध्या का लक्षण --श कर्मे के अयोग्य शिराओं 
के व्यध होने को अव्यध्या कहते | | 


शारीरस्थानम्‌ 


"६८४४१५० ४० EINE PIS PRR ERP ADP, 


६७ 


(ड) अनवस्थितविद्धा विद्रुता | 

©) विद्रुता का लक्षण*- अनवस्थित ( चञ्चल) शिराओं 
का यदि वेध हुआ हो तो वे विद्ठुता कहराती हैं। 

(च) प्रदेशस्य बहुशोऽवघट्टनादारोह्यधा Beas: 
शोणितख्नावा घेनुका | 

(च) tga का लक्षणः-यदि शिराप्रदेश को जोर से 
दवाने के कारण तथा ऊपर ही उपर शत्र के चिह हो जाने 
के कारण पुन पुनः रक्त का खाव होता हो, तो उसे धेनुका 
कहते हैं | इसमें शी के स्तन के समान स्राव होता है । 

(ङ) सूक्मशख्व्यधनाद्‌ बहुशो भिन्ना ga: 
पुनर्विद्धा | 

(छ) पुन. पुनः विद्धा का लक्षण. - सूचमश्नस्र होने के कारण 
पुनः पुनः वेध करने से कटी हुई शिराओं को पुनः पुनः 
frat कहते हे । 

(ज) सांसस्नाय्वस्थिसिरासन्धिमर्मसु विद्धा रजा 
शोफं बेकल्यं सरणं चापादयति ॥ १६॥ 

(ज) मांस, दिरा, arg, अस्थि और सन्धिममों पर 
वेध करने से शुजा (पीडा), शोफ ( सूजन), वेकल्य 
( विकलता ) और मरण ( weg ) प्राप्त हो जाता हे ॥ १९॥ 

विमर्शः-ङुञ्चिता और अतिविद्धा में फर्क यह है कि 
कुञ्चिता शिरा ङुरिलीभूत ( तिरछी ) होती है और अतिविद्धा 
में शिरा ज्यों की त्यों रहती है। दोनों में ही कमी-कमी 
रक्त ( शरीर के) भीतर की ओर चला जाता है, अथवा 
कभी-कभी जोर से निकलने लगता है। 

अनुत्यितविद्धा और वेपिता में aga साम्य हे । किन्तु 
अनुस्थितविद्धा में शिरा उठती नहीं भौर चेपिता मे भी 
अन्य प्रदेश में बांधने से शिराएँ चञ्चल होतीहे। दोनों में 
भी रक्त का प्रवाह जोर से नहीं होता । 

भवन्ति चात्र 

सिरासु शिक्षितो नास्ति चलाह्येताः स्वभावतः | 
मत्स्यवत्‌ परिवर्तन्ते तस्माद्यत्नेन ताडयेत्‌ ॥ २०॥ 
अजानता wld तु we कायनिपातिते | 
भवन्ति व्यापद्श्चैता बहवश्चाप्युपद्रवाः॥ २१॥ 
स्नेहादिभिः क्रियायोगेन तथा लेपनेरपि | 
यान्त्या व्याधयः शान्ति यथा सम्यकसिराव्यधात्‌।।२२॥ 
शिराव्यधश्चिकित्सा$्ध॑ शाल्यतन्त्रे प्रकीर्तितः | 
यथा प्राणिहितः सम्यग्बस्तिः कायचिकित्सिते 1 २३॥ 

शिरावेध के उपद्रव, उपचार ओर उसका मदत््व--शिराँ 
स्वभावत! ही चञ्चळ होती हैं। वे मछली की तरह परिवर्तन 
करती हें। इसलिये श्रिराओं के विपय में तज्ज्ञ ( उनका 
जानकार ) कोई भी नहीं होता। भतः इनका वेध प्रयत्न- 
पूवक ही करे । 

aed में अज्ञ व्यक्ति यदि शरीर के ऊपर शाख चलावे 
तो पहले कही हुई व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। बहुत से 
उपद्रव भी पेदा होते हैं । 

द्रिरावेध अच्छे प्रकार करने पर जैसे व्याधिवॉ शान्त 
होती हैं, वैसे स्नेहन-स्वेदर्नो से अथवा लेपो से शान्त नही होती। 


Sd 


कायचिकित्सा में जैसे अच्छे प्रकार दिया हुआ चस्ति 
का महत्व है वैसे ही शब्यतन्त्र ( weed ) में शिरावेध 
चिकित्सा<र्ध हे ॥ २०-२३ ॥ 

विमशः--शिरावेध का महत्व बताने के लिये और भी 
एक छोक मिळता दै-( मांसमेदोऽरिवमानः शोणितस्य 
वसेचनात्‌। घसन्यश्र fae दुष्टरक्तास्त्वचश्च या. ॥ 
रसस्वेदादिनिप्यन्दाद्विशुष्यन्ति ` )। 

तत्र खिग्ध-स्विन्नःवान्त-विरिक्ा-स्थापिता-्ुबासित 
शिराविद्धे' परिहत्तेव्यानि-- 

कोघायास-मेथुन-दिवास्वप्न-वाग्व्यायाम (व्यायाम 
Sato’) याना ध्ययन-स्थाना-सन-चङक्रमण शीत-वाता- 
तप-विरुद्धा-सात्म्याजीर्णान्याबललाभात्‌ , मासमेके 
मन्यन्ते | 

एतेषां विस्तरमुपरिष्ठाइच्यामः ॥ २४ ॥ 

स्नेइन-स्वेदनादि करने पर किन किन चातता को asd करन! 
चादिये- स्नेहन, स्वेदन, वमन, Raa, आस्थापन, अनु. 
वासन और शिरावेध करने पर क्रोध, आयास ( परिश्रम ), 
मेथुन ( ख्रीप्रसङ्क ), दिन में सोना, वाग्व्यायाम (जोर से 
बोलना, यावा इत्यादि ), यान ( घोडा, साडी की सवारी ), 
अध्ययन, स्थान ( खडे रहना ), आसन (बैठे रहना ), 
चडक्रमण ( घूमना ), शीत (ठडक), हवा ( आँधी वगैरह), 
आतप (घास या धूप), विरुद्ध, waned और अजीण 
इस्यादिकों का, चछ आने तक त्याग करना चाहिये । 

कई विद्वार्ना का मत है कि एक भास पर्यन्त उपयुक्त 
वातों को छोडना चाहिये । इन सर्यो का विस्तार आगे चळ 
कर करेंगे ॥ २४ ॥ 

विमशेः-उपयुक्त वार्ता का त्यास करने से यछ आता 
हे तथा विद्ध स्थान शीघ्र भर जाते हैं। 

भवतश्वात्-- 

सिराबिषाणतुम्बेस्तु जलौकाभिः पदेस्तथा | 
अवगाढं यथापूर्वं निहेरेद्‌ दुष्शोणिवम्‌ ॥ २५ 
अबगाढे जलोका' स्यात्मच्छन्न पिरिडते Raz | 
हिराऽज्ञव्यापके रक्ते शद्भालाबू त्वचि स्थिते ॥ २६॥ 


इति सुश्रुतसंहिताया शारीरस्थाने शिरा व्यधविधि- 
शारीर नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
न्य छा 
रक्तनिईरण-साथनों का स्थानानुकूछ प्रयोग-- शिरामोक्ष 
( रक्त निकलना ), विषाण ( सींगी रूगाना ), gra, 
पद्‌ ( प्रच्छान Ese गभीर देश के लिये करते 
हुए दुष्ट रक्त का निहरण करना चाहिए। अर्थात्‌ खूब गभीर 
मान्त में रक्त दुष्ट हो तो शिरादेध करे, उसके ऊपर हो तो 
विपाण ( सोंगी लगाने ) का प्रयोग करे, और थोड़ा ऊपर 
होने से दुर्वी, त्वचा के नीचे प्रदेश में होने से जलौका लगावे 
और त्वचा (चमे ) में हो तो पढ़ ( प्रच्छान ) करना चाहिये । 
खूब गभीर प्रान्त में रक्तदुष्टि हो तो जलौका ( जोक ) 
लगावे | पिंडित जगह में प्रच्छान करे, सर्व शरीर सें रक्तदुटि 


हो तो शिरावेध करे और त्वचागत हो तो सींगी भथत्र 
AAT, का प्रयोग करे ॥ २०-२६ ॥ 
विमश्ञा-तुम्बी लगाने की त्रिधि को ( capping) और 
जलौका को (leech ) नॉक कहते है । 
तुम्बी (capping ) करना हो तो जहाँ दर्द अथवा ge 
रक्त हो उस जगह पर छोटी परई में बत्ती sarge, Waa 
की उलटा करके रखे । सत्पात्र के स्थान में क्सी धातुका 
पात्र नहीं लगाना चाहिये । 
परिणाम यह होता है कि ait उपगता से जिस जगह 
बत्ती लगाई हो उसके उपर की इवा इर जाती Bt और 
बाहर की हवा का द्वाव मृत्पात्र के चारों ओर से उस स्थान 
के याह्य भागों पर पढ़ता हे जिनऊ कारण शरीर का वह भाग 
MIA में जाने लगता हे! उससे ददं भथवा दुष्ट रक्त वाढी 
जगह का दुर्द उस प्रदेश की विस्तृत्ति से हदता हे. अथवा 
दुष्ट रक्त वार ( फोदे द्वारा ) चला आता दै। पश्चात्‌ कप 
(cup) agar mina को हटाते Fi कमी ag पान्न द 
Sak के कारण हटाया नहीं जा सकता दे, तब उसे फोड देते 
हैं। पात्र फूट सके, इसी सुभीते के लिये aera अथवा कप 
लेना प्रशस्त होता है । धातु का पात्र फोडने मे दिफत होती 
है। इससे कभी प्राणों पर भो बीतती दे । अत. धातु पान्न का 
तुस्वी ( cupping ) के लिये उपयोग न करे! 
इति सुश्च॒ते शारीरस्थानेऽ्मोऽध्याय. gare: ॥ ८ ॥ 
=O = NF 
शारीरे प्रश्नाः--- 
(१) शस्यशाजे सिरावेधरस्य प्राधान्य प्रदळ्यं, कस्मादधुना तस्य 
प्रचारस्यावरोधो जात. ? अवरोधनिवारणोपायाश्च के? 
(२) रक्तमोक्षणे के च अन्य उगाया ? कुच कुत्र च तेषा प्रयोगा १ 
केषा रक्तमोक्षण निपिडभ्‌ ? 
(३) रक्तनि्ईरणे सामान्यवियिः, 
समुपथुक्तः कालश्च लेखनीय । 
(४) रक्तनिहरणे कानि च दास््ाणि प्रयुज्यन्त १ केधु केषु रोगेषु 


कुत्र कुत्र कथ च सिरावेधः कर्तव्य, इति स्पष्टतया 
लेखनीयम्‌ । 


(५) सम्धिर्थाने, विश्वाच्याञ्च aa सिरावेध कर्तव्य ? 
(६) परिशुष्का-कूणिता-कुञ्चिताना तथा अन्नुत्वितबिद्धानां च 
लक्षणानि कानि ? 


IOS. 
नवमोऽध्यायः 


अथातो घमनी-व्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥ १॥ 

अव धमनी-व्याकरण नामक झारीर sti. जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १ ॥ 

विसरश--पिछुले अध्याय में शिराष्यध का वर्णन होने के 
पश्चात्‌ शिरा और धमनी का साम्य होने से, अव धमनी का 
विवरण करेंगे! मनी शब्द से कुछ विद्वान्‌ (cerebral 


nerves नाडियाँ ) समझते हें और कुछ ( arleries ) शुद्ध 
। रक्त चाहिनियाँ। 


- 


सिरायन्त्रणप्रकार , तथा 


चतुविशतिधेमन्यो नाभिप्रभवा अभिहिताः | तत्र 
केचिदाह:--सिरा-धमनी-स्तोतसामविभाग', सिराबि- 
कारा एव हि धमन्यः स्रोतांसि चेति | तत्तु न सम्यक्‌, 
अन्या एव हि धमन्यः स्रोतासि च सिराभ्यः,कस्मात्‌? 
व्यञ्जनान्यत्वात्त्‌, मूलसन्नियमात्‌, Baar, 
आगमाश्च, केवलं तु परस्परसन्निकषीत्‌ सहशागमकर्म- 
त्वात्‌ सौदम्याञ्च विभक्तकर्मणामप्यविभाग इव कर्मसु 
भवति ॥ २॥ 
धमनीविवरणः- नाभि से उत्पन्न होने चाळी २४ धमनियाँ 
कही गई हे ! कई विद्वानों का मत है कि शिरा, धमनी और 
खोतस्‌ ये एक ही हें, धमनियाँ और स्रोतस्‌ शिराओं के 
विकार हें! किन्तु यह मत टीक नही है। शिराओं से 
धमनियाँ और स्रोतस्‌ भिन्न ही है। क्योंकि इनके व्यंजन 
(आकृति, चिह्न अथवा लक्षण) भिन्न हैं। इनके मूल भी 
भिन्न भिन्न हैं, कर्म भी अलग हें भोर wea में भी इनको 
एथक्‌ एथक्‌ माना है। तथापि परस्पर में सम्बन्ध होने के 
कारण, शाख में ( शिरा, स्रोतस्‌, धमनी, आशय, ये सव 
आकाशीय माने गये हें। ) समान वचन मिलने के कारण 
तथा इनके साधारण कर्म के कारण और सूच्मता के कारण 
शिरा, स्नायु और धमनी के कार्य भिन्न होने पर भी ये.सब 
एक ही मालूम होते हें ॥ २॥ 
विमर्श--इस गद्य में दिराएँ, स्नायु और धमनियाँ 
भिन्न होने पर भी एक क्यों मालूम पढ़ते हैं, यह बताया 
गया है। 
तासां तु नामिप्रभवाणां घमनीनामूर्ध्वंगा दश) दश 
चाधोगामिन्य', चतस्नस्तियेग्गाः ॥ ३॥ 
धमनी के cat -नाभि से उत्पन्न होने चाळी धमनियो 
में से दल ऊपर को, दस नीचे की ओर और चार तिरछी 
जाती हें॥ ३॥ 
विमर्शः-गर्भावस्था में होने वाळी २४ धमनियों का 
विभाग बताया गया है | 
ऊर्ध्व॑गाः-शब्द-स्परश-रूप-रस-गन्ध-प्रश्वासोच्छ्ठा” 
स जुम्भित-क्षु-द्वसित-कथित-रुदितादीच्‌ विशेषानभि- 
वहन्त्यः शारीरं aaa | तास्तु हृदयमभिम्रपन्ना” 
faa जायन्ते ताखिशत्‌ | तासां तु बात-पित्त- 
कफ-शोणित-रसान्‌ हे हे बहतस्ता दश, शब्द-रूप-रस- 
गन्धानष्टाभिग्रंहीते, द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं 
करोति, द्वाभ्यां स्वपिति, द्वाभ्यां प्रतिबुध्यते, हे 
'चाश्रुबाहिन्यो, दवे स्तन्यं स्रिया वहतः स्तनसंश्रिते, ते 
एव शुक्र नरस्य स्तनाभ्यामभिवहतः, TEAST 
सचिभागा व्याख्याताः | एतामिरूध्वं नासेरुद्र-पाश्वे- 
पृष्ठोर:-स्कन्ध-ग्रीवा-बाहवो धार्यन्ते याप्यन्ते च ॥ ₹॥ 
ऊपर जानेवाली धमनिया--ऊपर जानेवाळी ( धमनियां ) 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, प्रश्नास, उच्छ्वास, जुम्मित 
(जम्दाई), ga (छींक), हसित (हँसना ), कथित 
( बोलना ), रुदित ( रोना ) इत्यादि को वहन करती हुई 


शारीरस्थानम्‌ 


६६ 
शरीर को धारण करती हैं। चे धमनियाँ हृदय को प्राप्त होती 
हुई तीन भागों में विभक्त होने के कारण ३० हो जाती हैं। 
उनमें से वात, वित्त, कफ, रक्त और wal को दो-दो वहन 
करती हैं । इस प्रकार वे दस होती हे । आठ धमनियाँ शब्द, 
रूप, रस, गन्धो को वहन करती हे। 'दो धमनियों से बोला 
जाता है। दो के द्वारा घोष अर्थात्‌ अव्यक्त ध्वनि की जाती 
हैं।दो से सोया जाता है। दो से जागा जाता है। दो 
अश्चुओं को वहन करती है। दो स्त्रियों के स्तनों में रहती हुई 
दूध का वहन करती हैं। वे ही दो धमनियाँ पुरुष में स्तनों में 
रह कर शुक्र का वहन करती हैं। इसी प्रकार तीस धमनियों 
का शाखा-प्रज्ञाखाओं में विभाग कर दिया गया है। इन्हीं 
से नामि के ऊपर ( पेट ), पाश्च (वगळ), पृष्ठ ( पीठ ), 
उरः, स्कन्ध ( कन्धे ), ग्रीवा ( aga) और वाहु (सुजाओं) 
का धारण और पोषण होता है ॥ ५॥ 
विमशः--शब्द, स्पशे, रूप, रसादि को वहन करने 
चाळी धमनियाँ कैसी होंगी? धमनी शब्द से शुद्ध रक्त- 
वाहिनी (Artery) लिया जाय तो, उसमें से शुद्ध रक्त 
( Oxygenated blood ) का वहन होता है। यदि धमनी 
शब्द से वातनाडी ( Nerve ) समझें तो उनमें से पित्त, कफ 
और शोणित, का वहन नहीं होता तो भी वातनाडियाँ 
पित्ताशय, कफाशय, शोणिताशयों को जाती तो जरूर है। 
इस जगह धमनी खे यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा 
शब्द स्पर्शादि इन्द्रियों का पोषण ठीक प्रकार हो जाताहे। 
कहा भी है “एताभिः `` धारयन्ते याप्यन्ते चेति” । 
भवति चात्र 
ऊध्बेद्ग मास्तु छुबन्ति कमीण्येतानि सर्वशः | 
भधोगमास्तु बच्ष्यामि कर्म तासां यथायथम्‌ ॥ ६॥ 
ऊपर जाने वाळी धमनियाँ पूर्ण प्रकार से ये सब कार्य 
करती हें और नीचे की तरफ जाने वाली धमनियों को 
एवं उनके कार्यो का आगे यथोचित वर्णन करेगे ॥ ६॥ 


ˆ अघोगमास्तु वातमृत्रपुरीपशुक्रात्तेवादीन्यधो 
वहन्ति। तास्तु पित्ताशायमभिप्रपन्नास्तत्रस्थमेवान्नपान- 
रसं विपक्तमोष्ण्याह्विवे च यन्त्योऽभिवहन्त्यः शरीर 
तर्पयन्ति, अपयन्ति चोध्वंगानां तियंग्याणां च रस- 
स्थानं चांभिपूरयन्ति, मूत्रपुरीषस्वेदांश्च विवेचयन्ति, 
आमपकाशयान्तरे च त्रिधा जायन्ते, तार्खिशतू | 

तासां तु वातपित्तकफशोणितरसान्‌ हे ढे बहतस्ता 
दृश, ढे अन्नवाहिन्याबन्त्राश्रिते, तोयवहे हे, मूत्रबस्ति- 
समिप्रपन्ने मूत्रवहे दवे, शुक्रवहे द्वे सुक्रप्रादुभोबाय, हे 
बिसगोय, ते एवं रक्तमभिवहतो asa नारीणा- 
मात्तेवसंजम्‌, हे वर्चोनिरसन्यो स्थूलान्त्रप्रतिबद्धे 
अष्टावन्यास्तियग्गामिनीनां धमनीनां स्वेद्सपेयन्ति, 
तास्त्वेतास्तरिशात्‌ सविभागा व्याख्याताः | 

एताभिरयो नाभे. पकाशय-कटी-मूत्र-पुरीप-गुद- 
बस्ति-मेढ-सक्थीनि घार्यन्ते याप्यन्ते च ॥ ७॥ 

अधोगामी धमनियों के कार्य- अधोगामी धननियॉ चात 


$8 
पि इ Cat) मर चायु )s WA; पुरीप ( मर ), शुक्र, आत्तेव को 
Seek elas हं । थे पित्ताशय को प्राप्त होती 
हई अझि की उप्णता से चहाँ के विपक्त ( ठीक पके हुए ) 
Bae भौर जलीय रसा का विवेचन और वहन करती हुई 
द्वारीर का तर्पण ( पोषण ) करती हैं । ऊध्वंगत और तिर्यग्गत 
धमनियों का रस अर्पण करती हैं और रसरथान ( हृदय ) 
को रस द्वारा भर देती हैँ । मूत्र, घुरीप और स्वेद का अलग 
अलग विभाग कर देती हें । आमाशय और पकाशय के बीच 
में (इन धमनियों के) तीन प्रकार होते हैं। इस प्रकार 
३० धमनियाँ होती हैं । 
उनमें से चात, पित्त, कफ, रक्त और wat को दो-दो 
धमनियाँ वहन करती हॅ । इस प्रकार दस धमनियाँ gz! 
अन्त्री का आश्रय करके अन्न को वहन करने वाली दो, जळ 
का वहन करने चाळी दो, मूत्रबस्ति (Bladder) को प्राप्त 
होकर सूत्र का वहन करने चाली दो, शुक्र की उत्पत्ति करने 
के लिये शुक्र का वहन करने वाळी दो, ( शुक्र का ) त्रिसगं 
(बाहर निकालने ) के लिये दो, FA दो ( धमनियाँ) 
खिय के आंच को चहन करती हैं तथा उसका चिस 


करती हें । दो स्थूलान्त्र ( व्रृहदन्त्र large intestine) सें | =; 


लगी हुई we को निकाळती हैं | शेष आठ धमनियाँ तियंगू 
जाने वाली धमनिपों के स्वेद को अपण करती हें। इसी 
प्रकार यथातिभाग तीस धमनियों की व्याख्या हुई | 
इन धमनियों से नामि के नीचे के पक्काशय, कमर, 
पुरीप (मळ), गुढ, वस्ति ( 50१९ aorta), मेढ 
( मत्रेन्दिय ) और सक्थि धारण की जाती है और इन्हीं से 
इनका पोषण होता हे ॥७॥ 
विमश.--उक्त aa में अधोगामी धमनियों को रक्ता- 
दाय और विसर्ग संस्थानों में विभक्त करके स्पष्ट किया है। 
भवति 'चान्न-- 
अघोगमास्तु gaia कर्माण्येतानि awe | 
तियेग्गाः सप्रवच्यामि कर्म चासां यथायथम्‌ ॥ sil 
अधोगामी सव धमनियाँ ( उपर्युक्त ) इन सब कार्यों को 
करती हैँ । ओर आगे Rema घमनियों तथा इनके यथा- 
योग्य कर्मा को कहेंगे ॥ ८ ॥ 
तियेंगाणां तु चतस्रणां घमनीनामेकेका aera 
EAA चोत्तरोत्तरं निमञ्यन्ते, तासत्वसंख्येयाः, ताभि- 
रिदं शारीर गवाक्षितं विवद्धमाततं च, तासां मुखानि 
रोमकूपप्रतिबद्धानिः यैः स्वेदमभिवहन्ति रसं चाभि- 
तपयन्त्यन्तव हश्च, तेरेवं चाभ्याङ्ग परिपेकावगाहालेपन- 
बीयोण्यन्त.शरीरममिप्रपद्यन्ते त्वचि विपकानि, तैरेव 
च स्पश सुखमसुखं चा गृहीते, तास्त्वेताश्चतस्रो 
घमन्यः SATA. सविभागा व्याख्याताः ॥ ६ ॥ 
fet बमनियों के कार्य--चार तिर्यर्गत धमनियों में से 
प्रत्येक धमनी उत्तरोत्तर सेकडो और सहस्नों प्रकारों से 
विभक्त होती हूँ। इस प्रकार वे ark असरय होती हे । 
डन घमनियों से यह शरीर गवाच्षित ( जाळ ) के समान 
बघा हुना दै और आदत ( फेळा ) हुला है। उन घमनियों 


के सुख रोमकूर्पी से मिळे होते हें । इन (gal) के द्वारा 
स्वेद ( पसीने ) का वहन होता हे । रस द्वारा भीतर वाहर 
दोनों ओर तर्पण करती हैं । इन Wat से अभ्यङ्ग ( मालिश ), 
परिपेक ( ज्ञान), अवगाहन, आलेपन ( उचटन ) इत्यादिकॉ 
का त्वचा में परिपक्क हुआ वीर्य शरीर के भीतर पहुँचता हैं। 
इन्हीं के द्वारा सुखकर अथवा असुखकर स्पर्श का अहण किया 
जाता है। इस प्रकार सब शारीर में व्याप्त विभाग के साथ 
ये चार धसनियाँ बतायी गयी हैं ॥९॥ 


सुश्रतसंदितां 


PRS SDV 


विमर्ञः--तिर्यग्गत घमनियों की हजारों शाखाय होती 


हें। उन शाखाओं के सुख होते हूं। इन्हीं सुखा द्वारा तेल, 
जळ आलेपनों का शोपण होता हे । स्पर्शशान भी इनके ही 
द्वारा होता है | 


सवतश्चात्र— 
यथा स्वभावतः खानि झणालेपु बिसेषु च | 
घमनीनां तथा खानि रसो यैरुपचीयते॥ १०॥ 


धमनिर्यो को सृणार्लो का दृष्टान्त- जिस प्रकार ware 
(फमळनाळ) और fia ( सूचमतर कमळनाळ ) में 
स्वभावतः छिद्र होते हें, उसी प्रकार धमनियों में छिद्र होते 
हैं जिनके द्वारा रस का उपचय ९ ग्रहण ) होता है ॥ १०॥ 

विमशंः--स्रणाळ में जिस प्रकार Ret द्वारा जळ का 
शोषण होता दै, उसी प्रकार घमनियों द्वारा रस का aan 
हुआ करता है | 


पञ्चाभिभूतास्त्वय पञ्चङ्त्वः 
~ ° 
. पञ्चेन्द्रिय wag भावयन्ति | 

पञचेन्द्रियं wag भावयित्वा 
पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥ ११॥ 
(aa, पञ्चाभिभूता', पञ्चेन्द्रिय, wag, पद्मक्षरव', 
भावयन्ति। पद्चेन्द्रियं, wag, भावयित्वा, विनाशकाले, 

पञ्चत्वम्‌, आयान्ति) 

धमनिर्यो की उत्पत्ति, कार्य और ळय,-पञ्चाभिभूताः 
(पञ्च महाभूतो से उत्पन्न हुई धमनियां), पञ्चेन्द्रिय 
( पांच इन्द्रिय चाळे कमं पुरुप को ), पञ्चसु ( कण, नेत्र, 
जिह्वाऽऽदि पञ्च इन्द्रियाधिष्ठानों में ), vega ( पर्याय से 
पांच वार ), भावयन्ति ( नियोजित करती हैं )। पञ्चेन्द्रिय 
( सूचम रूप इन्द्रिय-पञ्चक को) पञ्चसु ( आकाझादि 
पञ्चमहाभूतों में ), भावयित्वा ( नियोजित करके ), विनाश- 


काले (नाश होने के समय में), पञ्चत्व 
आयान्ति (sa होती है )। “ग ही) 


इस प्रकार धसनियाँ एथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश 
से उत्पन्न होकर, इन्द्रियाधिष्ठान कर्ण, नेत्र, त्वचादिकों में 
पर्याय से पांच वार प्राणियों को लगाती है। किन्तु प्राणियों 
का नाश होते समय वे ही धमनियाँ पञ्चमहाभूतों में सूच्म 
शरीर को च्याप्त करती हुई विनाश को प्राप्त होती हैं । 


(अ) कई विद्वानों के मत से “पञ्चादिभूतान्यथ पद्च- 


कृत्वा” ऐसा पाठ है । 


(आ) दूसरे आचायों के मत से “प्धादिभूतारत्वथ 
पञ्चधा वा” ऐसा पाठ है । 


अध्याय' ८ | 


शारीरस्थानम्‌ 


७१ 


पन्ब््््स्क्क्क््व्व्प््क्स््क्स््स््प्ट्टलल्ल्ल्ब्व्््ब्ल्टक्व्टक्स्क्ल्क्वण्पटसट-----०--०--००--८--->---------_-------->- 
NNN NNN NNN ANNAN: 


गयी के मत में रुप-रसादि पञ्चक में ag, जिह्वा 
इत्यादि इन्द्रिय-पञ्चक को पाच धमनियां लगाती हैं । किन्तु 
वे मन के साथ संसक्त होती हुई भिन्न-भिन्न समर्यों में 
इन्द्रियाथ-पञ्चकों का ज्ञान कराती हे। क्योंकि शारीर में 
मन तो एक ही हे और मनको लेकर ही इन्द्रियाथौं का 
ग्रहण होता रहता हे किन्तु ages समय वे धमनियाँ 
अपने अपने भूता में विभक्त होती हुई उनमें छीन हो जाती हैं। 
अन्यान्तर में धमनियों के जो कायं बताये गये हैं वे 
इस प्रकार हैं-- 
'रसवहनं gaa धमन्यः सततं तथा। 
शब्दादिग्रहणोच्दरासनिःश्वासवचनानि च॥ 
भावयन्ति एथक पश्चात्‌ प्रत्ययाः खलु पञ्चसु | 
तरसस्याकरणं यान्ति नाशकाले तु पञ्चताम्‌ ॥ 
शरीर हि यते तस्मिञ्‌ शून्यायारमचेतनम्‌ | 
पञ्चतच्वावरोपत्वात्‌ पञ्चतां गतपुच्यते? ॥ 
अर्थात्‌ धमनियाँ रस का निरन्तर वहन करती हैं और 
शब्दादिकों को ग्रहण करती हैं, श्वासोच्छास और वचनों को 
भी ग्रहण करती हे । इसके वाद पांच प्रकारा का ज्ञान द्दोता 
है। किन्तु सत्यु के समय पांच महाभूतो में विभक्त होती 
हें। विनाशकाल में शारीर अचेतन और शून्य वासस्थान के 
समान अचेतन होता हे और पद्मतर्वों में अवशेप रद्द जाने 
से पतञ्मत्व को प्राप्त हुआ कहलाता है ॥ ११ ॥ 
विमर्श।--अब तक के चर्णन से धमनी को चातनाडी 
(Nerve) समझना योग्य प्रतीत होता है। किन्तु रूढाथं 
तो धमनी (Artery ) है। तन्त्रान्तरों में भी चरणन है कि 
भद्दुप्ट मूलभाग में धमनी ( Radial artery ) होती हे! 
गन्धवह धमनियाँ (Olfactory nerves), रूपवह 
( Optic nerves ), रसवह ( Lingual nerves), दाब्दूवह 
( Auditor nerves), इत्यादि अकारों से धमनी का अर्थ 
चातनाडी (Nerve) होता हे । और शुद्ध रक्तवाहिनी की 
सज्ञा रोहिणी (Artery) हे । वृद्धवाग्मट में 'समागूढाः 
farn रोहिण्यः शुद्धरक्तम/ ऐसा वचन भी है। इससे यह 
सिद्ध है कि रोहिणी शुद्ध रक्तवाहिनी की संज्ञा है । 
अत ऊध्य स्रोतसां मूलविद्धलक्षणमुपदेच्याम: | 
तानि हु प्राणान्नोदक-रस-रक्त मांस-मेदो-मूत्र- 
पुरीप-शुक्रात्तेववहानि, येष्वधिकारः, एकेषां बहूनि, 
एतेपां विशेषा बहवः | 
स्रोतों के मूलों में विद्ध होने पर पेदा होने वाले लक्षण" 
अव स्रोतों के मूळ में विद्व होने वाले छत्तण कहेंगे। वे 
स्रोतवह, अन्वह, उदकवह, TAA, रक्तवह, मासवह, 
मेदोबह, मूत्रवह, पुरीपवह, शुक्रवह और आत्तंवव होते 
हैं। इन्हीं का (११ प्रकारो के ait का शब्यतन्त्र में ) 
अधिकार हे । एक स्रोत के बहुत खोत होते हैं। इनके भी 
aga से भेद होते हें । 
(अ) तत्र प्राणबहे द्वे, तयोमूँलं हृदयं रसवाहिन्यश्च 
( प्राणवाहिन्यश्च ) धमन्य, तत्र विद्धस्याक्रोशन- 
विनमन मोहन-अमण-वेपनानि मरणं वा भवति | 
(a) प्राणवह खोत दो हैं-उनका मूळस्थान हृदय भर 


रक्तवाहिनी धमनियाँ हैं । उनके विद्ध होने से आक्रोश 
( चिल्लाना ), विनमन ( झुकना ), मोहन ( मूर्च्छा ), अम 
र ) भौर वेपन (कम्प) अथवा मरण भी प्राप्त 
ता है। 

विमश्चः--प्राणवह स्रोत फुप्फुस होते हैं। वे भी दो 
होते हैं। इनका भी मूलस्थान फुप्फुलीय रक्तवाहिनियां और 
हृदय होता है, उसी प्रकार Sus (Longs) विद्व होने पर 
प्राणवह स्रोतों के समान लक्षण पेदा होते हैं । 


(आ) saad द्वे, तयोर्मूलमामाशायोऽन्नवाहिन्यश्च 
धमन्यः, तत्र विद्धस्याध्मानं शूलोऽन्नदवेषश्छर्दिः पिपा- 
साऽऽन्ध्यं मरणं च | 

(आ ) अन्नचह स्रोत दो होते हैं। उनका मूळ भामा- 
शय और अन्नवह धमनियां हैं, उनके विद्व होने से आध्मान 
( पेट फूलना ), शूळ (पेट में दर्द ) अन्नद्वेप ( खाने की 
इच्छा का अभाव), gf ( के), पिपासा ( प्यास ), आ- 
न्ध्य ( दृष्टि घटना अथवा सर्चथा नाश ) और मरण भी प्राप्त 
होता है! 

विमर्श :--अन्नवह खरोत (Pharynx) और अन्ननलिका 
(Oesophagus) दो हें । और धमनियाँ या नाडियां (Vagi) 
भौर ( Sympathetlo 2९7५९5) भी दो हैं । 


(इ) squad हे, तयोर्मूलं तालु छोम च, तत्र 
विद्धस्य पिपासा ( पिपासाऽसाध्या श्यावाङ्गता पाठः ) 
सद्योमरणं च | 

९ इ) उदकवह खोत दो हें । उनका सूळ स्थान ताळ 
और.कलोम है। उनके विद्ध होने पर प्यास लगती है भौर 
तत्काळ मृत्यु होती हे । ( पाठभेद के अनुसार असाध्य 
पिपासा और कृप्णाङ्गता )। 

विम्श.-उद्कवदद "खोत गळ और कण्ठनाडी दो हैं। 
उनके मू तालु (Palate) और क्लोम ( Pharynx ) हें । 


(ई) रसवद्दे हे. तयोर्मूंलं हृदयं रसवाद्दिन्यश्च 
धमन्यः, तत्र विद्धस्य शोपः प्राणवहविद्धवश्च मरणं 
तल्लिङ्गानि च | 

(ई ) रसवह स्रोत दो हैं। उनके मूल हृदय और रस- 
वाहिनी धमनियाँ हैं, उनके विद्ध होने पर शोप (क्षय ) 
और भाणवह ख्रोतों के विद्ध होने के समान लक्षण होते हैं 
और सत्यु होती है। 

विमदा TAIT स्रोत (Lymphatic and Thoracio 
Duct) HE 1 और उनके मूल हृदय Heart) तथा रसवह 
घमनियाँ (७10550 pharyngeal and Iangual nerves) हे | 


(उ) रक्तवह्दे दवे, तयोर्मूलं यकृत्लीहवानी रक्तवाहि- 
न्यञ्च घमन्यः, तत्र विद्धस्य श्यावाङ्गता ज्वरो दाहः 
पाण्डुता शोणितागमनं रकनेत्रता च | 

(उ ) रक्तवह स्रोत दो हैं। इनके मूळ यकृत ( जिगर 
Laver ), प्लीहा ( तिबली spleen ) और रक्त को बहन करने 
चाली धमनिया हें । इन खोतों के विद्ध होने से शारीर काला 
पड़ जाता है, उवर आता है, दाह होता है, शरीर सफेद होता 
है (4०९2/0), रक्त निकळता है और आंखें छाळ होती हैं । 


छ्‌ 


सुश्रुतसंहिता 


reer TTT TTT TTT TTT “४४११४४ ANE 


(ङ) मांसवद्दे द्वे, तयोर्मूल स्नायुत्वचं रक्तबददाश्च 
चमन्यः) तत्र विद्धस्य खयथुमीसशोपः सिराम्रन्थयो 
मरणं च | 

(ऊ) मांसवह स्रोत दो हं। उनका मुळ स्नायु, त्वचा 
और रक्तवह धमनियाँ ह | उनका वेध होने से सूजन, मांस- 
झोप ( शरीर का सूसना ), शिरा-प्रन्थि और स्यु, ये छहण 
होते हँ । 

(ए) मेदोबहे द्वे, तयोर्मूलं कटी वृक्ती च, तत्र 
विद्धस्य स्वेदागमनं खिग्धाङ्गता तालुशोपः स्थूलता 
शोफः पिपासा च| | 

(ए) मेदोवह खरोत दो हें। उनके मूळ करि और दो 
ae ( गुदं Kidneys ) हृं । इनके विद्ध होने से पसीना, 

ag की स्निग्धता, ताळ्शोप, स्थूळता, सूजन और प्यास 
इत्यादि लक्षण होते = । 

(ऐ) मूत्रबद्दे दे, तयोमूँलं मेढ' च, तत्र विद्धस्या- 
नद्धबस्तिता मृत्रनिरोधः स्तव्वमेढूता च | 

(षे ) मूत्रवह खोत दो हूं। उनके मळ वर्ति (Bladdes) 
कौर ae ( मत्रेन्दिय ) हैं। उनके विड होने से वस्ति Gea 

है। मत्र रता है और मृत्रेन्द्रिय स्तब्ध होती है। 
~ s e 

(भो) पुरीपबहे Bs तयोमूलं पक्काशयों शुदं च, 
तत्र बिद्धस्यानाही दुर्गन्घता ग्रथितान्त्रता च | 

( ओ) पुरीषचह स्रोत दोह । उनके मूळ पक्कादाय (Large 
Intestine) स्थूढान्त्र और गुद (Rectum ) हं । इनके विद्ध 
होने से आनाह ( पेट gem ), gira और आंतों में ग्रंथि 
ये लकण होते हँ । 

Cs 

(आ) gaat दवे, तयोमूलं स्तनी goon च, तत्र 
विद्वस्य क्वीबता चिराख्रसेको रक्तशुक्रता च ( चाऽ- 
प्रसेक. पाठः ) | 

, ( थी ) शुरचद खोत (Semimiferous Tabules) दो हा 
उनके मुळ दो स्तन Nipples) और दो वृषण (1०४४७) हूँ । 
इनके विद्ध होने से कळब्य, देर से शुक्र का प्रसेक होना 
( अर्थात्‌ वीय का क्षीण होना और शुक्र का रक्तयुक्त हो 
जाना), ये लक्षण होते हँ । 

(अं) आत्तंबबहे द्वे, तयोर्मूलं गर्भाशय are 
वाहिन्यश्च धमन्यः | तत्र बिद्धायां बन्ध्यात्वं मैथुना- 
सहिप्णुत्वमात्तवनाशश्च। 

(अ) आत्तववह खोत दो हँ। उनके मूळ गर्भाशय 
(Uterus) भौर नाचंब को aga करनेवाछी धमचियाँ हैँ । घे 
विड होने पर छीवता (एप्फूर्णश० नपुंसकता), चन्ध्यापन 
(80710 ), aga सहन करने की सामर्थ्यंका न होना, 
आक्तंवनादा (Amenorrhea) ये लक्षण होते हैं । 

(अ) सेवनीच्छेदाद्रुाप्रादुभीबः | 

(a. ) सेवनी विद्द दोने पर वेदना उत्पन्न होती 1 

(क) बस्तिगुदविद्धलक्षण प्रागुक्तमिति--स्रोतो- 
विद्ध तु भत्याख्यायोपचरेत | उद्भृतशल्यं तु क्षतविधा- 
नेनोपचरेन ॥ १२॥ 


(क) वस्ति भौर गुद विद्ध होने के लक्षण पहिले कहे 
गये हँ 1 खोतोविद्ध होने पर ‘see (अच्छा नहो 
सकेगा ), यह कह कर चिकित्सा करनी करानी चाहिये ॥1२॥ 

विमदा :--दाल्य निकालने पर क्त के समान चिकित्सा 


' करनी चाहिये। यद्यपि अस्थि, मजा स्वेदवाहि खोत भी 


होते हैं, तथापि उनका शब्यतन्त्र में कोई प्रयोजन न होने 
के कारण निर्देश नहीं दिया दे। 
भवति चात्र 
मूलात्‌ खादन्तरं देहे cad त्वमिवाहि यत्‌ | 
स्नोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्‌ ॥ १३॥ 


इति सुब्रुतसंहितायां शारीरस्थाने घमनीव्याकरण- 
शारीरं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


DES व्र 

ata का लक्षण-दारीर में मूळ छिठ से फैले हुये और 
रस को अभिवहन करने वाले अन्तर ( छिद्र अथवा अवकाश) 
को स्रोत समक्षना चाहिये ॥ १३॥ 

विमर्शः--चरक में खोत का लक्षण निम्न प्रकार से दिया 
हे-'स्वघातुसमवर्णानि घृत्तस्थूळान्यणूनि च । aaifer दीर्घा- 
प्याकृत्या प्रतानसरदानि च॥! चरक-विमानस्थान ५ eo | 

इति gue श्रारीरस्थाने नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥९॥ 

SVS 


दारीरे प्रश्नाः 

(१) ज्ञोतसो लक्षण सोदाहरण लेखनीयम्‌ । शाठ्यशास्त्रे च 
कतिविधानि खोतासि तेषा नामानि च कानि? 

(२) धमनीशब्दस्य asd । तत्मभवस्थान किंम्‌ ? तिय॑ग्गत- 
वाहिनीचा कर्माणि च कानि १ 

(३) पत्चामिमूतास्तथ पञ्चकृत्व पञ्चेन्द्रिय gag भावयन्ति। 
पञ्चेन्द्रिय cag भावयित्वा पञ्चत्वमायार्ति विनाशाले॥ 
अस्य पस्य विस्तारपूर्वक ब्याख्या करणीया | 

(४) केषा खोतसा विद्धत्वेन निश्चित मरणं भवति ? 

(५) पिपासा स्वेदागमन-स्थूलत्व शोफता तालशोषळ्च कस्य 
स्रोतसो वेथनेन भवन्तीति नामनिर्देश कृत्वा लेसनीपम | 


nnn ee 
| दरद्ममोष्ध्यायः 
अथातो गर्मिणीव्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः | 


यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः || १ ॥ 
अब गर्भिणी व्याकरण नामक शारीर की व्याख्या करते 


हैं, जेसे भगवान्‌ धन्वन्तरि we गये हैं ॥ ३ ॥ 


विम्शः-इस अध्याय में प्रसूति तन्त्र (Midwifery) 
और चालकों के विकार तथा स्तन्यदोष इत्यादि विपयों का 
विचार किया गया है । 


_ गर्भिणी प्रथमदिवसासमञ्चृति नित्यं प्रहृष्टा झुच्य- 
लक्ता शुक्लवसना शान्तिमन्नलदेवतात्राह्मणगुरुपरा 


MATA: १० | 


शारीरस्थानम्‌ 


9% 


च भवेत! मलिनविक्रतहीनगात्राणि न स्पशेत | 
दुदशाचानि परिहरेत्‌; उद्देजनीयाश्व कथाः शुष्कं पर्ये- 
पितं ङितं क्लिन्चं चान्नं नोपसुक्षीत, बहिरनिष्कमर्ण 
झून्यागारचत्य-रमशाचद्वक्षाश्रयान्‌ फोधभयसङ्करांश्च 
( कोघभयभार्करांश्च “पा?) भावातुच्चेभोष्यादिक च 
परिहरेद्‌ यानि च गभ व्यापादयन्ति, न चाभीदणं 
तेलाभ्यज्गोत्सादनादीनि निपेवेत, न चायासयेच्छरीरं 
पूर्वोक्तानि च परिहरेत्‌ शयनासनं मृद्रास्तरणं नात्यु- 
च्चमयाश्रयोपेतमसंवाघं च विदध्यात्‌, हृद्यं द्रवं मधुरः 
mad स्निग्धं दीपनीयसंस्कृत॑ च भोजनं भोजयेत्‌, 
सामान्यमेतदाप्रसवात्‌. ॥ २ ॥ 
गर्मिणी के लिये सामान्य नियम--गर्मिणी पहले दिन से 
सदा प्रसन्न, पवित्र अळड्कारयुक्त, श्वेत कपडे धारण करने 
वाली, शान्ति रखने वाळी, मंगळ कार्य रत, देवता की पूजा 
करने चाळी हो, बाह्मण तथा गुरु छोगों की सेवा में तत्पर 
रहे । मेले, विकृत, हीन ( न्यून ) अवयवों को स्पर्शा न करे । 
डुगन्धयुक्त ( सडे हुए ), दुर्दशन ( घुरे इश्य), और उद्वेग 
(रलानि) करने वाळी कथाओं को छोड दे। सूखा, पयुंपित 
( चासी ), कुथित ( सद़ाहुआ ) तथा क्लिन्न ( झरने वाले ) 
अन्न को न खाये । बाहर निकला, शून्य गुह, Ser ( देवः 
ताओं से आश्रित वृक्ष अथवा बौद्धाळय ), श्मशान वृष्तो का 
आश्रय, क्रोध, तथा भय युक्त पढाय॑, उसी प्रकार जोर से 
योळना, हसना आदि गर्भ में चाधक बातों को He दे । वार- 
स्वार ae की मालिश तथा उवटन आदि का प्रयोग न करना 
चाहिये । शारीर को कष्ट नहीं देना चाहिये! उसी प्रकार 
गर्भावक्रान्ति अध्याय में जिन वातों का त्याग बताया हे, 
उनका अचश्य त्याग करे। शयन और आसन पर नरम 
faster विदाना चाहिये । वे ( शयन, आसन आदि ) बहुत 
ऊंचे न हों । अपाश्रयोपेत (निराधार न) हों, असंवाघ (पीडा 
रहित) हों । हृद्य (मन को प्रसन्न करने वाली), द्रव (पतली) 
मछुर-प्राय (मीठी), fara (स्निहयुक्त), दीपनीय ( अग्निका 
वर्धन करने वाली ) चस्तुओं से युक्त भोजन कराना चाहिये । 
ये साधारण नियम प्रसूति होने तक के लिये हैं॥ २॥ 
विमश'--अच्छे प्रकार का भोजन करे तथा शारीरिक 
परिश्रम न करे, मन को कष्ट देने वाली बातों का ख्याल न 
करे 1 आराम करे । मलिन aa का परिधान न करे। आम्य- 
घर्म ( मैथुन ), गाड़ी की सवारी आदि त्याग दे । 
विशेषतस्तु गर्भिणी प्रथ मद्वितीयठृतीयमासेषु मघुर- 
शीतद्रवप्रायमाहारसुपसेवेत, विशोपतस्तु तृतीये पष्टि- 
Red पयसा भोजयेत्‌, चतुर्थे दष्ना पञ्चमे WET, 
ag सर्पिषा चेत्येके ॥ ३॥ 
विशेष नियम--मद्दीने-महीने के हिसाव से- विशेष करके 
गर्भिणी पहले, दूसरे, तीसरे महीनों में मीठा, ठण्डा, पतला, 
आहार सेवन करे । वहुत से Shit का अभिप्राय हे कि तृतीय 
महीने सें साठी चावल दूध से खिलाना चाहिये! चौथे महीने 
में साटी चावळ दही से, पाँचवे महीने में दूध से और छठे 
में घी से खिळाना चाहिये ॥ ३ ॥ 


१० ge शा० 


EEE ee 
विमशं.--चरक के मतानुसार, पहले मास में दूध 
ठण्डा-ठण्डा और वार-चार गर्भिणी पान करे और सात्म्य 
भोजन करे । 
द्वितीय मास में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ केवल 
दूध का सेवन करे । 
तृत्तीय मास में दूध में घृत और मधु मिला कर 
सेवन करे! 
चौथे मास में एक अछ प्रमाण सें दूध का निकाला हुआ 
मक्खन लेना चाहिये । 
पञ्चम मास में चीरसर्पि (ga-ga) का पान करे । 
पष्ठ मास में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ चीरसर्पि 
(ga-ga) ठे । 
चतुर्थे पयोनवनीतसंदृष्टमाहारयेज्ञाङ्गलमांस- 
सहितं हृद्यमन्न॑ च भोजयेत्‌, पञ्चमे क्षीरसर्पिःसंसृष्ठ, 
ug श्वदष्टरासिद्धस्य सपिंषो मात्रां wate यबायूं वा, 
wat सर्पिः एथकपण्यादिसिद्धम्‌ , एवमाप्यायते गभेः॥ 
चौथे से सातवें महीने तक के नियम--चौथे महीने में दूध 
का मक्खन मिला कर सेवन करना चाहिये और जांगल मांस 
के साथ हृद्य का हितकर भोजन करना चाहिये । 
पांचवे महीने में दूध और घी सिळाया हुआ (अन्न 
देना चाहिये ) 
छुठे महीने में गोखरू से पकाये हुए घी अथवा यवागू 
का पान कराना चाहिये । 
सातवें महीने में एथक्पण्यादि से बनाया हुआ घी 
पिळावे 1 
इस प्रकार करने से गर्भ पुष्ट होता हे ॥४॥ 
विमशः-चरक के मतानुसार चतुर्थ महीने में एक अक्ष 
प्रमाण में चीर नवनीत ( दूध का मक्खन) दे । 
पञ्चम महीने में ्ीरसपि ( दूध-त्रृत ) पिळावे । 
षष्ठ महीने में मधुर भौषधों से सिद्ध किया हुआ dit 
सर्पि ( दूध ga) का पान करावे | 
सातवें महीने में छुठे महीने के आहार के समान भाहार 
देना चाहिये । 
अष्टमे बदरोद्केन बलाऽ-तिबला-शातपुष्पा- 
पलल-पयो-दृधि-मस्तु-वेल-लवण-मदनफल-मघु-चृत-, 
मित्रेणास्थापयेत्‌ ; पुराणपुरीषध्युद्ध-थर्थेमनुलोमनाथं 
aaa, ततः पयोमधुरकषायसिद्वेन (पयो- 
मधुक्रपायसिद्धेन “पा! ) तेलेनानुबासयेत्‌ः अलुलोसे 
हि वायौ सुखं प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति, अत ऊध्व 
खिग्घामियवागूमिजोङ्गलरसेख्चो पक्रमेदाश्रसवकालात्‌ 5 
एबमुपक्रान्ता खिग्धा वलवती सुखमनुपद्रवा TAIT 
आठवे मद्दोने से प्रसवपर्यन्त के नियम--आठवें महीने में 
चदुर ( वेर ) के काढे में वळा (खिरेंटी), अतिबला (कंधी), 
दातबुष्पा (ata), पळ ( मांसरस अथवा तिलकल्क ), 
दूध, दही का पानी, सेळ, लवण, मदन ( मेनफळ » शहद 
और घी को मिळा कर उसकी आस्थापन वस्ति दे। यह 
पुराने मळ के शोधन के लिये और वायु का अजुलोमन करने 


७्४ 
ITT PP PPL LOL PPP PLP PLL PL LL LPO PS FFF POPPE 
PPPPDL PPP LLL LLL 


के लिये z t इसके पञ्चात्‌ दूध कौर मधुर गण से सिद्ध किये 
हुए तैळ से जनुवासन कराना चाहिये। , कु 

चायु का अनुळोमन होने पर सुख मे और उपद्रव से 
रहित प्रसव होता दे | 

इसके पश्चात्‌ fara थवागुओं से और जाइल wt से 
प्रसव काळ तक चिकित्सा करनी चाहिये । 

इस प्रकार चिकिस्सा करने से गर्भिगी स्नेहयुक्त विष्ट 
भौर उपद्रव रहित होती हुई सुख्रपृवक प्रसूता होती दै ॥०॥ 

विमर्श --चरक के मतानुसार आठवं महीने में चीर से 
बनाया हुआ यवागू घी मिटा कर वार-यार पिलाना चाहिये | 
इससे गर्भिणी स्वस्य रहती हुईं स्वास्थ्य, यल, वण तथा 
स्वर जिसका ठीक हो पेसे उत्तम पुत्र को Gar करती हे । 

नवें महीने में मधुर औपधों से मिद किये हुए तेल का 
अनुवासन करना चाहिये। योनि में तंट का पिच्च ( लुगदी ) 
वना कर रखना चाहिये! इससे गर्भस्थान के मार्ग का 
खेहन होता हे । 

नवमें मासि सूतिकागारमेनां प्रवेशयेत्‌ ; प्रशस्त 
तिथ्यादो ॥ ६ ॥ 

नवम मास में सृतिकागार में रसे- नवम महीने में शुम 
महूत, प्रशस्त तिथि आदि tare सूतिकागार में प्रवेश 
कराना चाहिये ॥ ६॥ 

विमझेः-चरक यारीरस्थान अध्याय अष्टम में निम्न 
भकार से करना लिखा है-- 

“ततः प्रवृत्ते नवमे भासे पुण्येञहनि प्रशास्तनघत्रयोग- 
game भगवति दाक्षिनि कह्याणकरणे सेत्रे get शान्ति 
ea गोबाह्मणमप्िमुदक चादी प्रवेश्य गोभ्यस्वृणोटक 
मधुलाजांश्र प्रदाय घाह्मणेभ्यो$इतान्‌ सुमनसो नान्दीसुखानि 
च फलानीश्टानि दृत्वोदकपूर्वमासनस्थेभ्यो$भिवाद्य घुनराचम्य 
स्वस्ति चाचयेन । तत. पुण्याहशव्देन योधाह्मणमचुवर्त्तमाना 
प्रदक्षिणं प्रवेशयेत्सूनिका5$यारमू्‌ । तत्रस्था च प्रसवफाळ 
afta 
है तत्रारिष्ट ( तत्रारिष्टमगारं पा० ) ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
बेश्य शूड़ाणां श्वेत-रक्तःपीत-क्रष्णेषु भूमि-भदेशेपु 
विल्व-न्यम्रोघ-तिन्दुक-भङ्लातकनिर्मितं सबोगारं 
यथासंख्य तन्मयपर्येद्ं समुपल्िप्मित्ि सुविभक्त- 
प्रिच्छदं प्रागृहारं दक्षिणद्वारं वाऽष्टदस्तायतं चहु 
दस्तविस्तृतं रक्षामञ्गलसम्पन्नं विधेयम्‌ ॥ ७॥ 
ame केसा टो--सूनिकायार वर्ण के अनुसार होता 
el श्वेत भूमि ब्राह्मणों के fea, रक्त ( छाछ ) ज्षत्रियों के 
fea, पीछी चेंश्यों के लिये ae काली शूड़ों के लिये होती 
है। इनमें वेळ, न्ययोध ( वटवूक्ष ), तिन्डुक ( तेंदुवा ) 
र भद्दानक ( भिळावा ) के काष्टी से बाह्मणादि क्रम के 
अनुसार सूतिकायुह बनावे! इन्ही की ळकडी के पळग 
रद्द । fend छिपी हुई हॉ । सच प्रकार के परिच्छुद ( उप 
युक्त सामग्री ) स्थान-म्थान पर रखे att सूतिकागार का 
दार पूर्व अथवा दक्षिण में हों। आढ हाथ wear और 
चार दाथ चोडा, रका करने के योग्य वस्तुओं मे और मंगळ- 
भय वस्तुओं से युक्त अरिष्ट ( सूतिकागार ) बनाना चाहिये । 


सुश्रुतसंदिता 


= 


१८-०८. #६ 


विमश्ली--वाल्क भर माता के लिये उपयुक्त वस्तू 
faa प्रकार की अवश्य रपनी चाहिये 

(१) साफ कपटे, (२) रंडी का तेछ ( 0५90701), 
(३) गरम पानी की aaa, (४) धागा, (५) कंची, 
(६) निदाप्रद शोपधियाँ, (७) दाई ( ०८०० ) इत्यादि! 

जाते हि शिथिले कुत्री मुक्ते दृद्यबन्धने | 

सगूने जघने नारी थेया सा तु प्रजायिनी॥ ८॥ 

प्रमूनि के लक्षण - कुक्षि दिथिळ होने से, हृटय-चधन 
ढीले होने से, जवनप्रदेद्ष Hae होने से aah होगी, पेवा 
समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 

विमर्गाः-प्रसृति होने के पहिले दो प्रकार के दर्द होते 

हें । एक अवास्तविक 7४८७) और दूसरा वाम्तविक /1४7७)। 

अवास्पविक ( Fal-e )— वास्तविक ( Troe )— 

(९) हसफीवेदना पेट में ही. (9) कमर से नीचे की ओर 
रहनी दै, कटि की ओर नहीं। पीदा जाती हे । 

(२) इसमें गर्भाशय का सुग्य (२) गर्भाशय का मुख 
नहीं खुद्धता और गर्मोडक ुतादै और वहाँ san 
नहीं निकलता है । रगा हुआ दीसता दै;तथा 

गर्भादक आने लगता है। 

(३) पाचक ओपधियों से यह (३) पाचर ओपथियों से 
शान्त होती दे । शाम्त नहीं होती 1 

(४) सकोच अनियमित रहतादै। (४) नियतका में गर्माशय 

का संकोच प्रतीव होता है। 

तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटीप्रष्टे प्रति समन्ताद्वेदना 

भवत्यभीच्ण पुरीपप्रवृत्तिमृत्रं प्रसिच्यते योनिमुखा- 
च्छनेष्मा च ॥ ६ ॥ 

आसन्न-प्रमूति के लक्षण --जब प्रसूति होने का भाव भाता 

है तब कटि ( कमर ) और पीठ में चारों ओर पीडा होतो 

हे । वार-यार मल्त्याग की इच्छा होती है और मूत्र आने 

लगता हे। उसी प्रकार योनि से ग्लेप्मा निकलती दै! ९॥ 

विमशं.--ऊपर चताये हुए प्राय वास्तविक प्रसूति घेदना 

( Troe Iahow pins) के लक्षण मिलते हैं । वे प्राय, तीन 

ही होते Zz 

(१ ) करि से लेकर जंवा की तरफ पीडा का होना ! 

(२) योनि प्रदेश पर श्लेप्मा का आना । 

(३) गर्भादक का नाना । 

चरक में निम्न प्रकार के लक्षण दिये हैं :-- 

तस्यास्तु खल्विमानि लिङ्गानि प्रजननकालमभितो 
भवन्ति । तद्यथा-गात्राणा ग्ठानिराननस्यादगोविसुक्तवन्धन 
नत्वतिव कुचेरवस्रंसनमधोगुरःव वङ्कग-वस्ति-करि-कुछि- 


पारश्व-पृष्ठनिस्तोदोी योनेः प्रखवणमनन्नामिछापश्च | च० शा० 
७ Fo ३३ गय 1? 


प्रसव काळ की तीन अवम्थायें (Three labour Stages) 

प्रथमावस्थाः--( १) ततोऽनन्तरमावीवां प्रादुर्भावः प्रसे- 
कश्च गर्मोद्कस्य गर्मनाडीप्रवन्धविसुक्ति* । 

द्वितीयावस्था:--( २) श्रोगिवद्ठुगवश्तिदिरनसु ae 
Raza हृद्यसुद्रमस्यास्ताविशति वस्तिशिरोड्वग्रृदाति । 
जावीनां त्वरणम्‌ । गर्भम्य परिवर्तनस | योनिसुखं प्रपत्तिविं- 
द्यभावश्व | 


अध्यायः १० ] ' शारीरस्थानम्‌ ७४ 
१७७७७ ७ छऋ-चऋ ऋ ऋ+-ऋऋछन यश पर पद. धधौऋि कक 


ne aS 
तृतीयावस्था:--(३) यदा च प्रजाता स्यात्तदेवेनाम- प्रवाइण विचार-जवब खरी पैठ जाय तच विशिखान्तर 


वेच्ेत-कदाचिदस्या भपरा प्रपन्नाऽप्रपन्ना वेति । 

प्रसूति की प्रथमावस्था में-आवी आने लगती है, और 
गर्भोदक ( 1वपण' amnia ) आने लगता हे || 

द्वितीयावस्था में--भ्रोणि, age और वस्तिश्चिर में शूल 
होता है। गर्भ हृदय ( अर्थात्‌ महाप्राचीरक Diaphragm ) 
से हटकर उदर को प्राप्त होकर वस्तिशिर को प्राप्त होता है । 
आवी शीघ्र शीघ्र आती है, गर्भ का परिवर्तन होता है। 


योनिद्वार पर गर्म आता हे और गर्भ वाहर आने से आराम 
मिळता सा मालूम होता है । 


तृतीयाचस्था में-प्रसूति के उत्तरकाल में कहीं अपरा 
( Placenta ) का पतन हुआ या नही, यह देखना चाहिये । 
प्रजनयिष्यसाणां कृतमङ्गलस्त्रस्तिवाचनां कुमारः 
परिवृतां पुन्नामफलहस्तां स्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिपिक्ता- 
मथैनां ( संश्च॒तां ‘aro ) यवागूसाकण्ठात्‌ पाययेत्‌ , 
ततः कृतोपधाने dele विस्तीर्ण शयने स्थितामाभुः 
ससक्थीझुत्तानामशङ्कनीयाञ्चतख्रः, faa: परिणतवयस. 
प्रजननकुशला कर्तितनखाः परिचरेयुरिति ॥ १०॥ 
आसन्न प्रसूति के समय का कततन्य-जो गर्भिणी आसन्न 
प्रसचा हो उसको अभ्यङ्ग कराकर गरम जल से खान करावे | 
पश्चात्‌ मंगळ और स्वस्तिवाचन करके, वाळक और चालि- 
काओं से वेष्टित होकर वह पुन्नाम फळ हाथ में ले। इसके 
पश्चात्‌ उसको ga के साथ भाकण्ट (quia ) यवागू पिलाना 
चाहिये । अनन्तर विस्तीणं और खदु रायन पर तकिया 
BM कर उत्तानावस्था में ( ऊपर He करके), पैरों को खींच 
कर वेठे और निःशंक ( पुनः पुनः प्रसूति कराने के कारण.) 
वृद्धा ( afar), प्रसूति कराने से कुशळ, नख जिनके कटे 
हुए हैं ऐसी चार fea उसकी सेवा में रहें ॥ १०॥ 
विमशः--अशकनीय स्त्रिया वे होती हे जिनके सामने 


गर्भिणी को इर या जा न हो। 
चरकसंहिता ae aoa अध्याय में दिया है, 'आवी- 


प्रादुर्भावे तु भूमौ शयन विदध्यान्छुद्वास्तरणोपपन्नम्‌। 


तदध्यासीत सा । ततस्तां ता. समन्ततः परिचायं यथोक्त- 


गुणा. fas: पर्युपासीरन्नाश्वासयत्न्यो वागिभर्प्राहिणीमि. 
सान्त्वनीयाभिः = ३५ ॥ १० ॥? 

अर्थात्‌ आवी प्रारम्भ होने पर सदु चस्तुओं से युक्त 
विछौना जमीन पर विछाना चाहिये। उस पर वह आसन्न 
प्रसचा खी वेठे। बाद उससे चारों ओर से घेर कर सौम्य 
और मधुर तथा सान्त्वनायुक्त शब्दों से आश्वासन देती हुई 
अच्छे गुणवाळी स्रिया उसकी सेवा करे 1_ 

अथास्या  विशिखान्वरमनुलोममनुसुख( मुख 


“पा? )मभ्यञ्याचुत्रूयाबैनामेका--सुभगे प्रवाहः 
स्वेति, न चाप्राप्तावी sarees, ततो विमुक्तगभेना- 
डीश्रवन्धे aang श्रोणिवन्नगबस्तिशिरस्पु च प्रवा" 
a a € गाढं ~© 
हेथाः शनेः शनेः । ततो गर्भेनिगमे प्रगाढं, ततो गर्भे 
योनिमुख प्रपन्ने गाढतरमाविशल्यभावात्‌ ; अकालप्र- 
ह e e © Nes 
बाहणाद्वविर मूकं get व्यस्तदनुं मूद्धाोभिघातिनं 
कासश्वासशोणपट्रुतं विकटं वा जनयति ॥ ११॥ 


(अपत्यमार्ग) को अन्दर से बाहर की ओर मालिश करती 
इई सेविका उससे कहे कि हे सुभगे ! प्रवाहण करो किन्तु 
आवी न होने पर प्रवाइण न करो। गर्भनाडी प्रबन्ध छूटने 
पर श्रोणि, dan, बस्तिशिर में पीडा होने पर धीरे-धीरे 
प्रवाहण करो। गभ निऊळने पर जोर से प्रवाहण करो । गर्भ 
योनि सुख को प्राक्त होने पर अधिक जोर लगाओ, जव तक 
गर्भ का नियमन नही होता । वेदना के पूर्व यदि प्रवाहण 
( कुधन ) करे तो बहिरा, qm, कुवडा, ठेढ़ी-ठोडी वाळा, 
शिर में चोट वाळा, कास (खाँसी ), श्वास (दमा) और 
शोप ( क्षय ) से पीडित तथा विकट ( विलक्षण आकृति) 
वाला पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ 


विमझे'-आविओं का प्रादुर्भाव न होने पर भी प्रवाहण 
करने पर होने वाले उपद्रवों का चरक संहिता में भी उल्लेख 
किया गया दै यथा--'ताश्चैनां यथोक्तगुणाः ख्रियोऽनुशिप्युर- 
नागताऽऽतीर्मा प्रवाहिप्ठा। या अनागताऽऽत्री प्रवाहते। 
व्यर्थमेवास्यास्तत्कम भवति । प्रजा चास्या अविकृता विकृतिः 
सापत्ना वा श्वासकासञ्ोपल्लीहप्रसक्ता भवति। यथा way 
द्वारवातमूत्रपुरीपत्रेगान्‌ म्रयतमानोऽप्यप्राप्तकाळान्न लभते 
कृच्छ्रेण वा5प्यवाझोति, तथानागतकाळ गर्भमतिप्रचाहमाणा । 
यथा चेपामेव क्षवथ्यादीनां सन्धारणद्युपघातायोपपद्यते, तथा- 
प्राप्तकाळस्य गर्भस्याम्रवाहणम्‌। a यथानिर्देश कुरुप्वेति 
वक्तव्या । तथा च कुर्वती शने. शनेः पूर्व प्रवाहेत। ततोऽ 
नन्तर बलवत्तरस्‌ | Wo Alo अ० ८! 


तत्र प्रतिलोममनुलोमयेद्‌ नाकालमाकर्पत्‌ ॥ १२॥ 

गर्म सीधा करे- यदि गर्भ उलटा हो तो उसको सीधा 
कर दे॥ १२॥ 

विमर्शः--जब गर्भ तिरछा आवे अथवा ळलळारोद्य किंवा 
सुखोदय हो भथवा अपरा का अवरोध हो तो गर्भ को घुमाना 
पदता है। उसको वाह्यत., अन्तस्थत' और मिश्रविधि से 
करना पडता है। उद्देश्य यह कि-रिफगूविवतंन अगर हो 
तो शिरोविवर्तन कर दे जिससे वाळक ठीक से निकले । 

miag तु योनिं धूपयेत कृष्णसर्पेनिर्मोकेण 
पिण्डीतकेन वा; बश्चीयाद्विरण्यपुष्पीमूल हस्तपादयो- 
घोरयेत्‌ सुबचेलां विशल्यां वा ॥ १३ ॥ 

गर्म रुकने पर उपाय- गर्भ सङ्ग होने पर काले सर्प की 
केंचुली (Covering) से अथवा पिण्डीतक से योनि का 
धूपन करे | हिरण्यपुष्पी ( लाडली कलिकारिका ) का मूल 
हाथ और पेर में ata सुबर्चछा ( सूर्यभक्ता) अथवा 
विशल्या ( पाटला ) को धारण करे ॥ १३ ॥ 

विमक्ष.--पिण्डीतक का अर्थ मैनफल हे, यथा--मदुन- 
श्छु्दन' पिण्डी राठः पिण्डीतकस्तथा । करहाटो सर्वकः 
शढ्यको विपपुष्पकः Ww मदनपालनिधण्दु | ह 

अथ जातस्योल्वमपनीय, मुख च सेन्थवसर्पिपा 
विशोध्य gare afa पिचु दद्यात्‌; ततो नाभिनाडी- 
मष्टाहुलमायम्य सूत्रेण बद्धवा छेदयेत्‌ तत्सूत्रेकदेशं 
च कुमारस्य ग्रीबायां सम्यग्‌ बन्नीयात्‌ १४॥ 


७६ 


बाळक पैदा होने पर-- बाळक पैदा होने पर प्रथम जरायु 
को हटावे, वी और संघा नमक से वाळक का सुख साफ करे, 
घी मे मिगोया हुआ fig ( फोहा ) gat ( ब्रहारन्ध्र ) पर 
रसे पश्चात्‌ आट अंगुल गर्भनाडी Seq उसे खींचे और धागे 
से उसको वॉथकर गर्भनाळ का छेदन करे और धागे के पुक 
प्रदेश को बालक की गर्दन में अच्छी तरह बाँध दे ॥ १४ ॥ 
विमर्श--जरायु हटाते समय नाक और मुख पर का 
नरायु प्राय” शीघ्र हटाना चाहिये, नहीं तो श्वास रुकने का 
भय रहता है। फिर गर्भनाडी को dia कर उसके एक सिरे 
को ata । यदि न बाँधकर काटा जाय तो रक्त का खाव होगा 
और उससे वाळक के जीवन की हानि होगी । हि 
अथ gat शीताभिरद्विराखास्य जातकमणि कृते 
मधुसपिरनन्तचूणमहुल्याउनामिकया लहयेत्‌; ततो 
बालतेलेनाभ्यज्य MATA सर्वेगन्धोदकेन वा 
रुप्य-हेमप्रतप्रेन वा, वारिणा जापयेदेनं कपित्यपत्र- 
कपायेण बा कोष्णेन यथादोषं यथाविभबं च ॥ १५॥ 
दालक का अन्यन्न लान आदि-नालडेदन के पश्चात्‌ ठडे 
जळ से वाळक को आश्वासित करके; जातकर्म करने क 
पश्चात्‌, घी और मधु से मिश्रित थोडा सुचर्ण भस्म अनामिका 
से चटावे । पश्चात्‌ बळातेळ से अभ्यङ्ग कराके, चीरवर्षा की 
त्वचा से बनाये हुए छाथ से अथवा सर्वगन्धों ( एछादिकों ) 
के जळ से, अथवा चाँदी या सुवर्ण को तपा कर उसे बुझा 
कर गरम किये गये जळ से अथवा केथ के पत्तों के गर्म 
कपाय से यथाकाळ, यथादोप और यथावेभव वाळक को 
त्रान करावे ॥ १५॥ 
विमर्श यहाँ पर थह ध्यान रमना चाहिये कि यदि 
पुत्री हो तो विना सन्त्र के चटाना चाहिये भौर पुत्र हो तो 
निम्नलिखित मन्त्र से चटाना चाहिये। प्राशनमन्त्र--प्रते 
ददामि aan घतस्य ad सवित्रा प्रसूतं मघोनाम्‌ 1 
प्मान गुप्ती देवताभिः शत जीव शरदो लोके अस्मिन्‌ 
ज्षीरिवृत्त से--गूळर, वर्यट, पीपछ, वेत, पाकर का ग्रहण 
करना चाहिये | क्योकि कहा दे-'उदुन्वरो चरोअश्रत्यो वेतस 
wey पुव च। पञ्चने चीरिणो ger संजया समुदाहृतः ॥ 
सर्वंगन्ध से-चातुर्जातक ( तज, इलायची, तेजपात, 
नागकेशर ), कपूर, शीतळचीनी, अगर, शिलारस, st का 
अहण करना चाहिये | क्योंकि कहा है--चातुर्जातं समाय्यातं 
स्वयेळापत्रकेशरेः 1 चातुर्जातरक्पूरककरोळागुरुसिहुकम्‌ । 
छवङ्गसहितं चेव सवंगन्ध विनिर्डिशेत? ॥ अथवा सर्वगन्ध 
से--इछायची, सफेद चन्दुन, केशर, मुरामांसी, जीतळचीनी, 
जटामांसी, कचूर, गन्धाविरोजा, तेजपात, गठिवन, कपूर, 
ठोइचान, खस, कस्तूरी, नखी, पूति खटासी, छुरीळा, गज” 
पीपल, छूळप्रियद्ठ, मेथी, ळबङ्ग आदि इन सब zeit को 
समझना चाहिये। इन सबका उपयोग श्री विष्णु वेळ आदिं 
के गन्धपाक में gael क्योकि कहा है--“पुछाचन्दन- 
छुट्ठमागुरुसुराक्‍च्छेलमांसीशटी श्रीवासच्छद्मन्धिपर्णशशम्दत्‌ 
लक गी iat ar ra 
और ale ष्णुततेळादियु? ॥ दूर्वा 
र, माही का स्वरस ag और चत तथा सुवर्ण के साथ 
चाच, ऐसा भी एक पाठ है। ‘ 


सुश्रुतसंहिता 


_ nearer rare 


धमनीनां हृदिस्थानां विवृतत्यादनन्तरम्‌ | 
चतूरात्राब्रिरात्राद्वा रीणां स्तन्यं प्रबत्तते ॥ १६॥ 
न्न्य yada काल--खियों के दृदयस्थ धमनियों के खुळ 
जाने के पश्चात्‌ तीन या चार रात बीतने पर दूध आने 
लगता है ॥ १६॥ 
विम्य -पहिले दो तीन दिन आने वाले दूध को Colo. 
stram कहते है। 'यह पिछाना चाहिये! ऐसा कई विद्वानों 
का अभिप्राय है। दूसरे छोग कहते हैँ, इसे नहीं पिछाना 
चाहिये। कहने वालों का कथन दे कि यह कुछ मारक 
(Laxative ) होता है और बाळक को चल देता ह । 
तस्मात्रथमे5हि मघुसर्पिरनन्त(अनन्ता “पा))मिश्र 
मन्त्रपूतं त्रिकालं पाययेन ; द्वितीय्रे weaned सपि, 
तृतीये च; ततः प्राइनिवारितस्तन्यं मधुसर्पिः स्वपा" 
णितलसमितं द्विकाल पाययेत्‌ ॥ १७॥ 
fag at तीन दिन नक देने के पदार्थ- वाळक को पहले 
दिन घी और शद्दद के साथ थोडान्सा सुवर्ण अथवा WAZ 
के अनुसार अनन्ता ( gat) मन्त्र से पवित्र करके तीन वार 
पिळावे । दूसरे और तीसरे दिन ळचमणा से सिद्ध किया 
हुआ चृत ढे । उसके पश्चात्‌ विपम प्रमाण में घी और शहद 
बच्चे के पाणित॒क प्रमाण में दो वार देकर दूध पिलाना 
चाहिये॥ १७ 0 
विमर्शाः--बृछ चाग्भट में अनन्तामिश्रे मधुसपिपी' 
(भ. स, ठउ. अ १) ऐसा पाठ है। 
e a e 
अथ सृतिकां वलातेलाभ्यक्तां बातहरीपधनिप्का- 
थेनोपचरेन्‌ | सशेपदोषां तु तदहः पिप्पली-पिप्पली- 
मूल-हस्तिपिप्पली-चित्रक-्ङ्गवेरचूर्णं शुडोदकेनो- 
च्णेन पाययेत्त , एवं द्विरात्रं त्रिरात्रं वा कुर्यादादुष्टशो- 
णितात् विशुद्धे ततो बिदारिगन्धाऽऽदिसिद्धां खरेहयः 
वागू थ्वीरयवागू वा पाययेच्चिरात्रम्‌ । ततो यव-कोल- 
कुलत्थसिद्धेन जाङ्गलरसेन शाल्योदनं भोजयेद्वल 
मग्निवलं चावेच्य । अनेन चिविनाऽध्य्घमासम्ुपः 
aan विमुक्ताहाराचारा ब्रिगतसूतिकाऽमिघाना 
स्यात्‌, पुनरात्तवदर्शनादित्येके ॥ १८॥ 
, सूतिका की चिकित्म--इसके पश्चात्‌ प्रसूता खरी को बला- 
तळ से अभ्यंग कराके चात को दूर करने वाळी औषधों के 
छाथ से चिकित्सा करनी चाहिये । यदि ( रक्त) टोप वाकी 
हो तो उसी दिन पिप्पली, पिप्पलीमूल, गजपिप्पली, चीता 
और सों के चूर्ण को गरम युडोढक के साथ पिलाना चाहिये। 
इसी प्रकार जव तक दुष्ट रक आता हे तव तक दो या तीन 
दिन करे । रक्त शुद्ध होने पर विदारीयन्धा से सिद्ध किया 


हुआ यचागू अथवा क्षीरयवागू तीन दिन तक पिळावे । इसके 
वाद यव (जो), कोळ (वेर) और छुलथी से सिद्ध किये 
हुए जांगल रस के साथ दाली का भात अञ्चि चळ भौर ताकत 
देकर सिलावे। इस प्रकार mada करके प्रसूति के 
fet उपयुक्त आहार और निहार को चोदने से उसका 
"वियत-सूतिका? शब्द से निर्देश किया जाता है। कई विद्वानों 


Dd 


के मत से पुनः प्रथम मासिक धर्म होने तक वह प्रसूता 
रहती है । पश्चात्‌ 'वियत-सूतिका’ हो जाती है ॥ १८॥ 
विमशे.-यहाँ 'विगत-सूतिका' किसे कहते हैं यह 
बताया गयाहे। , 
धन्वभूमिजातां तु सूतिकां घृततेलयोरन्यतरस्य 
मात्रां पाययेत्‌ , पिप्पल्यादिकषायानुपानां, खेहनित्या 
च स्यात्त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा बलवतीम्‌ ( बलवती ), 
अबलां यवागूं पाययेत्त्रियात्रं पञ्चरात्रं बा । अन्न ऊध्व 
खिग्धेनान्नसंस्गेणोपचरेत्‌ ॥ १६॥ 
सूतिका चिकित्सा-धन्वसूमि ( मरुप्रदेश ) में उतपन्न हुई 
प्रसूता को घी अथवा तेल में से किसी एक की arn पिप्प 
स्यादि कषाय के अनुपान के साथ पिछावे। बळवानू खी को 
तीन या पांच दिन ae का पान, अभ्यंग आदि करे। निवल 
प्रसूता खी को तीन अथवा पांच दिन तक यवागू देना 
चाहिये। इसके वाद Gea युक्त भन्न खिलाना चाहिये ॥१९॥ 
विमशः--भूख लगने पर, सात्म्य पदार्थो को सोच कर 
देना चाहिये। sage के छाथ का प्रयोग व्यवहार में संत्र 
दिखाई देता हे गर्भ अपनी जगह पर स्थित हो, इस लिये 
स्वच्छु कपडे पेट पर वांधे । 
_ प्रायशश्ेनां प्रभूतेनोष्णोदकेच परिषिञ्चेत्‌ | कोधाः 
ग्रासमेथुनादीन्‌ परिहरेत्‌ ॥ २०॥ 
प्रसूता के छिये वर्ज्ये- प्रायः पर्याप्त गरम जळ से प्रसूता 
को खान करावे | उसको चाहिये कि क्रोध, श्रम तथा मैथुन 
आदि न करे ॥ २०॥ द 
बिमर्शः--आहुरोपद्रव-चिकिस्सित अध्याय में कही हुई 
क्रोधादि १५ चीजे छोड दे। 
मिथ्याऽऽचारात्सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते | 
स कुच्छसाध्योऽसाध्यो वा भवेदत्यपतर्पणात्‌ ॥२१॥ 
तस्मात्तां देशकालौ च व्याधिसात्म्येच कर्मणा | 
परीच्योपचरेन्ञित्यमेवं नात्ययमाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
सूतिका के विकार कष्टसाध्य होते हैं-प्रसूता को मिध्या55- 
चार और अपतपंग से जो रोग उत्पन्न होता है वह यथाक्रम 
कष्टसाध्य अथवा असाध्य होता हे । इस लिये देश-काळ और 
salt के लिये सातम्यकर्म कौन से है यह जान कर चिकित्सा 
करे । जिसमें अत्यय ( विनाश ) को वह प्राप्त हो॥२१-२२॥ 
विमशः--असूता के लिए सास्य चीर्जो का और देश 
तथा काळ का विशेष ध्यान रखना चाहिये। एक ही प्रकार 
की चिकित्सा सर्वत्र अनुपयुक्त होती हे। 
अथापराऽपतन्त्यानाहाष्मानौ कुरुते, तस्मात्‌ 
कण्ठमस्याः केशवेष्टितयाऽहुल्या WANA, कडकाः 
लावुकृतवेधनसर्षेपसपंनिर्माकेबीकडुतेलविमिश्रेयीनि- 
मुख धुपयेत्‌, ज्ञाज्नलीमूलकल्केन बा$स्याः ( “चाः 
स्याः? पाठः ) पाणिपादतलमालिम्पेत्‌, मूत्तिं वा$स्या 
( “चास्या? पाठः ) महावृक्ष क्षीरमलुसेचयेत्‌, कुछला- 
ज्ञलीमूलकल्क वा मधमूत्रयोरन्यतरेण पाययेत्‌, शाल- 
( शालि’ पाठः )मूलकल्कं वा पिप्पल्यादि वा मदेन, 


शारीरस्थानम्‌ 


us) 
सिद्धार्थक-छप्र-लाहृली-महादृक्ष'क्षीरमिश्रेण सुराम- 
ण्डेन वाऽऽस्थापयेत्‌ , एतेरेव सिद्धेन सिद्धार्थकतैले- 
नोत्तरबस्ति दद्यात्‌ | frst वा कृत्तनखेन हस्ते- 
नाचरेत्‌ ॥ २३॥ 


अपरा पतन न होने पर--अपरा पतन न होने से पेट Goat 
और आध्मान हो जाता है। इस लिये ग्रसूता के गले में 
अडुलि को वाल से छपेट कर gad, कडवी तुम्बी, कृतवेधन 
( कडची तरोई कोशातकी ), सरसो और सांप को केचुळी 
कडुए तेल में मिला कर योनि का धूपन करे, अथवा wit 
( कलिहारी ) की जड के कल्क से हाथ पैरों के तळ प्रदेश 
पर लेप करे, किंवा प्रसूता के माथे पर सेहुण्ड के दूध का 
चिंसन करे अथवा कुष्ठ और कलिहारी की जड के कल्क को 
सद्य अथवा गोमूत्र के साथ पिछावे, we genes अथवा 
पिप्पल्यादि गण के चूर्ण को मद्य से पिळावे अथवा सरसो, 
कुष्ठ, छांगली ( कलिहारी ), सेहुण्ड के दूध के साथ अथवा 
सुरामण्ड से अस्थापन करे! इन्हीं औषधों से सिद्ध किये 
हुए सरसों के तेल से उत्तर वस्ति देना चाहिये अथवा नख 
काटकर, हाथ को चिकना बनाकर भपरा निकालना चाहिये ॥ 

विमरं.-अपरा का ( Placenta ) पतन न होने से नाना 
प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। उसका अंश भी भीतर 
रहे तो aga उपद्रव होते हैं। 

अपरा निकालने के लिए ९ विधियाँ ऊपर वता दी गई है। 
चरकसंहिता में हस्तक्रिया से अपरा-पातन करने को लिखा 
है। दाहिने हाथ से नामि के ऊपर दवावे भौर वार्या हाथ 
पीठ पर रखे और अच्छी तरह हिलावे। इससे अपरा का 
पतन होता हे । इसी से मिळती हुई आधुनिक कार की भी 
विधि होती है । 

प्रजातायाश्च नायी. रुक्षशरीरायास्तीदणेरविशो- 

घितं ( अबशोषितं “पा? ) रक्तं वायुना तद्देशगतेनाति- 
संरुद्ध नाभेरघःपाखेयोबेस्ती बस्तिशिरसि वा after 
करोति; ततश्च नाभिवस्त्युद्रशूलानि भवन्ति, सूची- 
भिरिष निस्तुद्यते भिद्यते दीयंत इव च पक्काशयः, 
समन्तादाथ्सानसुदरे मूत्रसङ्गश्च भवतीति मकल्ललक्षणम्‌ | 

मक्कछ रोग के लक्षण-रूच शरीर चाळी प्रसूता खत्री के 
तीचग औषधों से सूखे हुए रक्त में, उस स्थान की वायु नाभि 
के नीचे, पाश्वों में, वस्ति में अथवा बस्तिशीषं में मन्थि 
उत्पन्न करती हे । पश्चात्‌ नामि, वस्ति और उद्र में शूळ 
होता है, पक्काशय में सुई चुभने के समान पीडा होती है 
और वह फटता हुआ सा मालम होता है । पेट चारो भोर से 
फूलता है, मूत्र रुकता है ! ये मकल के छण हे॥ २४॥ 

विमर्श--अखूता की प्रसूति के कारण न निकले हुए रक्त 
से उत्पन्न होने चाळा शूळ मक्कल्ल कहा जाता है । सुश्र॒त 
संहिता में प्रजातायाश्चोत्तरकाल तीचणेरवशोपित रक्तं wee 
करोति” ऐसा ळक्षण हे 1 ‘a कारसे अप्रजाता भी समझना 
चाहिये । 

तत्र वीरतवोदिसिद्ध जलमूषकादिभ्रतीवाप पाय- 

येतत्‌, यबक्षारचूर्ण वा सुखोदकेन पिप्पल्यादिक्ाथेन 


sq 


सुश्रृतसंहिता 


TTI 


बा, पिप्पल्यादिचूर्ण बा सुरामण्डेन, वरुणादिकार्थ वा 
पञ्चकोलैलाप्रतीवापं, प्रथकपण्योदिकाथं वा भद्रदारु 
मरिचसंसष्ट, पुराणगुडं वा त्रिकडुचतुञोतकडुस्तुम्चु- 
सुमिश्रं खादेत्‌ , अच्छ वा पिवेदरिष्टमिति ॥ २५॥ 


मक्कछ रोग at चिकित्ता- मक्त शूळ पर वीरतर्वादिगण | 


से सिद्ध किये हुए जळ में ऊपकादिगण का प्रक्षेप करके 
पिळाना चाहिये । यवचार चूर्ण कोष्ण जळ से अथवा पिप्प 
anf छाथ से 21 अथवा पिप्पल्यादि चूर्ण सुरामण्ड क 
साथ डे । चरुगादियण के काथ में पञ्चकोल ( पिप्पली, 
पिप्पळी सूळ, चब्य, चित्रक और dis) और इलायची का 
sig देकर पिळावे । एयळू पर्ण्याडि-कपाय में देवदारु और 
काळी मिर्च मिला कर दे । त्रिकट, चवुर्जात और धनियां के 
साथ पुराना गुड मिला कर दे । अथवा स्वच्छ अरिष्ट पिळावे ॥ 
विमर्श'--उपर्युक्त सात प्रयोगों में से यथासम्मव किसी 
एक का प्रयोग करना चाहिये । 
अथ वाल श्वीमपरिवृतं क्षोमवत्रास्ततायां श्य्यायां 
mrad, पीलु-बदरी-निम्ब परूधकशाखामित्रेल प- 
रिवीजयेत , afl चास्याहरहस्तेलपिचुमबचारयेत्‌ , 
घूपयेबैन॑ रक्षोत्रेधूंपेः, wala चास्य पाणिपादशि- 
रोग्रीास्वतस्रजेन्‌, तिलातसीसर्पेपकणांत्रात्र प्रकिरेतू, 
अविष्टाने चाग्निं प्रज्जालवेत , त्रणितोपासनीयं चावेक्षेत | 
बाळक को सेवा- वाळक को रेशमी कपडा पहना कर, 
रेशम विछाये हुए विछीने पर gern चाहिये। पीछु-वेर- 
निग्व और फाळसे की डाळ से उसको पंखा करे। वाळक के 
माथे पर तेल में भिगोया हुआ फोवा रखना चाहिये! रक्षोन्न 
धूपों से उसको धूपन करे! हाथ, पेर, माया और wea पर 
Ta पदार्थों को वाघे fie, तीसी ओर सरसों के कणां 
को फेटावे, सूतिकागार में अधि जळाये और ब्रगितोपासनीय 
अध्याय में कहे हुए विधानों का आचरण करे ॥ २६ ॥ 
विमर्श चाळक का कोमळ दारीर होने क कारण अत्यन्त 
सावधान रह कर सेवा करनी चाहिये 1 
ततो दशमेऽहनि मातापितरी कृतमन्गलकोतुको 
स्वस्तिवाचनं कृत्वा नाम कुयोतां यदभिप्रेतं नक्षत्र- 
नाम वा ॥ २७॥ 
नामकरण--वाद दसच दिन माता और पिता मंगलोत्सव 
तथा स्वस्ति-वाचन करके अभीष्ट अथवा नचत्र के अनुसार 
नाम करण कर ॥ Son 
fort —aga नाम अर्थात्‌ उस नचत्र के देवता का 
नाम रखना चाहिये । 
ततो चथावणं घात्रीमरुपेयान्मध्यमप्रमाणां मध्यम- 
वयस्कामरोगां शीलवनीमचपलामलोलुपामकृशामस्थू- 
ला प्रमन्नचीरामलम्बोष्टीमलम्वोध्बेस्मनीसव्यद्वामज्य- 
सनिनी जीचद्रत्मां दोग्ध्री बत्मलामछुद्कर्मिणीं कुले 
जातामनो भूयिषरश्च शुणेरन्वितां श्यामामारोग्यवलवृ- 
द्ववे बालस्च | 


|  तत्रोध्वेस्तनी करालं कुर्यात्‌, लम्बस्तनी नासि- 
' कामुखं छादयित्वा मरणमापादयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
धात्रोनियुक्ति-विचार-- उसके पश्चात्‌ ( वाळऊ के ) वाह्य- 
णादि वर्ण के अनुसार धात्री ( दाई ) की योजना करे! वह 
धात्री मध्यस दारीरवाळी, मध्यम वयस्का, नीरोग, शीलवती, 
। अचचछा, अलोमिनी होनी चाहिये, न दुवली हो, न मोरी, 
स्वच्छ दूध वाळी हो, उसके ओठ लम्बे न हों, स्तन भी लम्बे 
या ऊर्ध्व न हों, अव्यङ्ग) निर्व्येसन, जीवित वाळक वाली, 
यथेष्ट दुग्ध युक्त, प्रेम करने वाली, नीच कम न करने वाळी, 
अच्छे कुल में उत्पन्न होने के कारण aga गुणां से युक्त, एव 
श्यामा लक्षणविशिष्ट हो। इस प्रकार की धात्री वाळक के 
आरोग्य और वल की वृद्धि करने के लिये होती है उध्वं 
स्तन चाली घात्री का दुग्ध पिलाने से कराल सुख होता दै। 
बड़े स्तन होने पर वाळक की नाक और मुख ढक जाने के 
कारण मरण तक हो सकता है ॥ ८॥ 
विमश.--माता के दुग्ध के अभाव में धात्री का दुग्ध 
देना उचित होता है। मानच जाति से भिन्न प्राणियाँ का दुग्ध 
(बालक को ) पिळाने से नाना प्रकार के अजीर्ण जन्य रोग 
उत्पन्न होते हैं । शयामा के लच्षण--“शीतकाळे भवेदुष्णा ग्रीप्मे 
च सुखदीतळा। तप्तकाञ्चनचर्णाभा सा स्त्री ग्यामेति कौत्तिना।' 
ततः प्रशस्तायां feat शिर'न्तावमहतवाससमुद- 
qe शिशुमुपवेश्य धात्रीं eget चोपवेश्य दक्षिणं 
स्तनं घोतमीपत्परिख्ुतमभि मन्श्य मन्त्रेणानेन पायवेत्त। 
sana विधि- अच्छे सुहुत्तं में चाळक को शिर से ज्ञान 
कराकर, नये वस्त्र पहना कर उत्तर की ओर सुख करके 
चंठावे, दाई को पूर्व की ओर मुख करके वेठाकर दक्षिण 
( दाहिना ) स्तन को घोङर, थोडा सा दूध वाहर निकालकर 
निन्नलिखित मन्त्र से अभिमन्त्रित करे पिलाना चाहिये ॥२९४ 
विमर्श प्रथम वार मन्त्रपूर्वक पिछाया जाता है, जिससे 
चळ और आयु प्राप्त होते ह । 
सन्त्र— 
चत्वारः साररास्तुभ्यं स्तनयोः श्वीरवाहिनः | 
भवन्तु सुभगे ! नित्यं चालस्य बलवृद्धवे | ३०॥ 
पयोऽसृनरसं पीत्वा कुमारस्ते झुभानने ! | 
दीघमायुरबाप्र तु देवाः sarge यथा ॥ ३१॥ 
मन्त्रार्थं -हे सुभगे ! तुम्हारे स्तनों में दुग्ध को वहन 
कः चारों समुद्र चाळक के चळ की वृद्धि के fet 
ait 
शुभानने ! जिस प्रकार देवता अमूत का सेवन करने से 
दीर्घायु इए, उसी प्रकार तुम्हारा अख्ृत-रसमय हुरघ-्पान 
कर वाळक दीर्घायु हो ॥ ३०-३१ ॥ 
विमर्श --यहाँ दूध को aga की उपमा दी गईहै। 
सब रोगों को दूर रखते हुए वळप्रद केवल सांता का दुख 
ही होता है 1 अन्य पेय उसके सामने तुच्छ हैं । 
अतोऽन्यथा नानास्तन्योपयोगस्या-सात्म्याइ-या- 
घिजन्म भबति | ३२॥ 
अनेक ठाइयों की नियुक्ति न करे-यदि वार-वार दाई 


अध्यायः १० ] 


शारीरस्थानमू 


SE 


SEED ESS SSS 3७५७० ७४४९ ४४ ४८७ OD er, 


चदुली जाय तो नाना प्रकार के दूध मिलकर अमास्म्य के 
कारण व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं । इसलिये एक ही दाईको 
रखना चाहिये ॥ ३२॥ 

विमर्शः--यथदि खियों का दूध न दिया जाय तो 
स्वास्थ्य तो विगडता है ही, साथ dt बालकों की अजी" 
णता के कारण यकृत्‌ वृद्धि भी होती दै। 


अपरिस्नुतेऽप्यतिस्तब्धस्तन्यपूर्णस्तनपानाढुत्सुहि- 
तस्रोतसः शिशोः कासश्चा्तवमिप्रादुभोवः । तस्मादे- 
वविधं स्तन्यं न पाययेत ॥ ३३॥ 


दूध पिलाने के पूर्व दूध निकालने की आवइयकता-यदि 
दुग्ध न निकालते हुए बाळक को पिछाया जाय तो कास, 
खास, वमि ( के) की उत्पत्ति होती दे क्योंकि बहुत देर से 
रुछे हुए दूध से पूर्ण स्तनों का पान करने से स्रोत रुक जाते 
ह जिससे उपर्युक्त उपद्रव होते हैं। aa इस प्रकार का 
(दूध निकाले चिना) दूध न पिलाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
त्रिमद स्तन से थोडा सा दूध निकाल देने पर 
स्तन के मार्ग का सशोधन होता हे और ऊपर ही ऊपर रहा 
हुआ गन्दा दूध निकल जाता है । 
फ्रोधशोकाबात्सल्यादिभिश्व खियाः स्तन्यनाशो 
भवति । अथास्याः क्षीरजननाथ सोमनस्यमुत्पादय 
यव-गोधूम-शालि-पष्टिक-मांसरस सुरा-सौबीरकःपिण्याक 
लशुन-मरस्य-करोरुकनश्चङ्गाटक-विस-विदारीकन्द्‌-मधुकः 
शतावरी-नलिका ऽलाबु-कालशाकप्रश्तीनि विदृ- 
ध्यान ॥ ३४॥ 


स्तन्य नाथ के कारण और उसके वर्धन के उपाय--क्रोध से, 
शोक से, तथा वात्सल्य ( प्रेम ) के न होने से ख्रियों के दुग्ध 
का नादा होता दै। खी के दूध उत्पन्न होने के लिये उसे 
प्रसन्न करके जो, गेहूँ, शालि-साठी चावळ, मांसरस (सुवा ), 
सुरा (aa), dics ( काजी), पिण्याक ( eres ), 
लहसुन, मत्स्य ( मछली ), कशेरुक ( कसेरू ), सिंघाडा, 
विस, विदारीकंद, सुळेठी, शतावर, नालिका ( शाकविशेष 3, 
ang ( कद्दू), कालशाक इत्यादि पदार्थो को खिलाना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 

विमर्श --दग्ध उत्पन्न करने के लिये मन की प्रसन्नता 
अत्यावश्यक है । सन प्रसन्न होने पर दुग्धोत्पादक ओपधि 
देने से फल ata होता हे--अन्यथा नहीं । 

अथास्या, स्वन्यमप्सु परीक्षेत, तच्चेच्छीतलममलं 

तनु शङ्घावभासामप्सु न्यस्तमेकीमां गच्छत्यफेनि- 
लमतन्तुमन्नोरम्लवतेऽत्रसीदति वा तच्छुडमिति 
विद्यान , तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो बलबृद्धिश्र 
भवति ॥ ३५॥ 

दुग्ध-परीक्षा--धात्री का दूध जळ में छोडकर परीक्षा 
करनी चाहिये ! वह दूध यदि उण्डा, स्वच्छ, पतला भौर 
सफेद हो तथा जळ में छोडने पर उसमें घुळने वाळा हो, 
उस पर फेन न आवे, तन्तु रहित हो, जळ पर तरने चाळा 
अथवा gaa वाळा भी न हो तो उसे शुद्ध दूध 


कुकन्ा्ड्म्कयार्का्यारण्कम्शामयर्यामक् कासु 


“2४५४५४४४५४ PLEA OPE OO 


चाहिये । उस दूध से वाळक को अरोग्य, शरीर की पुष्टि और 
बल की वृद्धि श्राप्त होती है ॥ ३५॥ 


विमशः--यहाँ qa की स्वाभाविक परीक्षा ( Physical 
examination ) दी गयी है 1 


न च झ्लुधित-शोकात्ते-श्रान्त-प्रदुष्धधातु,गर्मिणी- 
उररिता-ऽतिक्षीणा-ऽतिल्थूल-विदग्थभक्त( भक्ष्य 'पा”- 
विरुद्धाहार-तर्पितायाः स्तन्यं पाययेत्‌ , नाजीणोपधं 
च वालं) दोपोपघमलानां तीत्रवेगोत्पत्तिभयात्‌ ॥३६॥ 

फिस प्रकार की दाई का दूध न पिलावे-जो धात्री भूखी 
हो, शोक से पोडित हो, थडी हुई हो, हुए धातुचाली, 
गर्भिणी, उवर से पीडित, aga din, स्थूळ, विदग्ध भोजन 
किये हुई, विरुद्ध आहार किये हुई हो तो उसका दूध न 
पिलाना चाहिये । वाळक को दी हुई औषध जीर्ण न हुई 
हो तो भी न पिछाना चाहिये क्योकि इमले डोप, औओपध 
आर मलों की तीव्र घेगोत्पत्ति होने का भय रहता है ॥३६॥ 

विमर्शः--ढाई उपर्युक्त दोपों से रहित हो तो भी वाळक 
के जीर्णाजीर्ण औषधों का ध्यान रखना ही चाहिये! उसी 
प्रकार बाळक यद्यपि स्वस्थ हो तो भी धात्री को तो कोई 
विकार नहीं है इसका भी ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ दोनों 
को स्वस्थ होना चाहिये । 
भवन्ति चात्र— 
घाऽ्यास्ठु गुरभिमोज्येवियमेदोपलेस्तथा। 
दोपा देहे भ्रकुष्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥३५। 
मिथ्या55ह1रविद्यरिण्या sor वातादयः स्रियाः । 
दूययन्ति पयस्तेन शारीरा व्याधयः शिशोः॥ 
भवन्ति कुशलस्तांश्च भिपक्‌ सम्यग्विभावयेत् ॥३८/॥ 
धात्री के गुरुभोजन, विषम आहार और दोषयुक्त आहारों 
के कारण शरीर में दोप कुपित होते हे। पश्चात्‌ दुग्ध दूषित 
होता है! विरुद्ध आहार और विहार करने चालो खिर्यो के 
चात पित्तादि दोप कुपित होते हुए दुग्ध को दूषित करते है, 
जिस कारण वाळक के शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं । इसलिये कुशळ वेद्य उन व्याधियों को अच्छी 
तरह समक्ष ले ॥ ३७-३८ ॥ 
विमर्श:--गलूक तीन प्रकार के होते हें । १--स्तन्यपान 
करने वाळे, २-अन्न अहण करने चाळे और ३ अन्न और 
स्तन्य पान करने ATS | स्तन्य पान करने वाले वालको को 
कोई भी रोग पेढा हो तो उसकी धात्री के आहार-विहार 
का विचार करना चाहिये। अन्न और स्तन्य लेने वाळे वालकों 
के विकार में धात्री और वाळक दोनों के आहार भौर 
आचारो का ख्याल रखे | 
भद्ग-प्रत्यज्ञदेशी तु रुजा यत्रास्य जायते | 
gede: स्प्रशति तं स्प्रश्यमाने च रोदिति ॥३६॥ 
निमीलिताक्षो मूर्थस्थे शिरोरोगे न धारयेत्‌। 
बस्तिस्थे मत्रसज्ञार्चा रुजा एष्यति मूच्छति॥४०॥ 
विण्पूत्रसन्ञ-बैवण्येनच्छ्योव्मानान्त्रकूनन: , । 
कोठे दोपान्‌ विजञानीयात्‌ सर्वेत्रस्थांश्व रोदने: ॥8१॥ 


5० 


सश्रतसंदिता 


वाळक के रोग जानने का प्रकार-अद्व-्प्रत्यद्ञ में जहाँ कहीं 
रोग उत्पन्न होता है टस स्थान को वाळक चार-चार स्पश 
करता है और स्पर करने पर रोता है। 

gal ( मस्तक ) में विकार हो तो आँख चन्द कर लेता 
हे और शिर को धारण नहीं कर सकता । चस्ति में पीढा हो 
तो मूत्र रकता दे और पीडा होती है, प्यास लगती दे तथा 
मूर्च्छा आती दे | 

मढ-मृत्र का रुक्रना, विवर्ण होना, के हो जाना, पेट 
फूळना, पेट में शब्द होना इनसे कोष्टमत दोषों का होना 
समझना चाहिये और विशेष रोने से सर्व शरीर में दोप दे, 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ३९-४१ ॥ 


विमर्श'-चारकों के विकारों की परीका उसऊे रोने से 
और रपर्दा किये जाने वाळे अग्रो से करनी पडती दै । 

तेपु यथाउमिहित सृद्वच्छेदनीयमोपघं मात्रया 
शीरपस्य श्वीरसर्पिपा संयुक्त विदध्यान, थाञ्याश्च 
केवलं, ्षीरान्नादस्यात्मनि घात्याश्च पूर्ववत , अन्नादस्य 
कपायादीनात्मन्येव न घात्र्याः ॥ ४२ ॥ 

बालकों के विकारों में औषध किसको देना चादिये?-वाळकों 
के विकारों में रोग के अनुसार खदु और कफ तथा मेद को 
नष्ट करने वाळी ओपवि मात्रापूर्वक दूध पीने वाळे बाळक 
को दूध और घी के साथ देनी चाहिये और धात्री को केवळ 
dina ही देनी चाहिये । दूध और अन्न खाने वाळा वाळक 
हो तो उसे स्वयं और धात्री दोनों को देना चाहिये। अन्न 
खाने वाळा वाळक हो तो कपायादि औषध उसे ही देना 
चाहिये, धात्री को नहीं ॥ ४२ ॥ 

चिमर्दाश--स्तन्यपान करने चाळे वाळक को उसकी ही 


(कप 


धात्री के दूध के साथ औषध दी जाती दै । 


9 © संमि 
तत्र मासादृथ्व श्षीरपायाङ्ुलिपचद्ठयप्रहणसंमिता- 

मोपधमात्रां विदष्यातू, कोलास्थिसँमितां कल्कमात्रां 
क्षीरात्नादाय, कोलसमितामन्नादायेति ॥| ४३ ॥ 

औषध माचा- स्तन्यपान करने वाले एक महीने क ऊपर 
चाले वाळक को पुक चुटकी मात्रा टेनी चाहिये । स्तन्य और 
भन्न ग्रहण करने वाले चालक को वेर की गुठळी के बरावर 
मात्रा देनी चाहिये । केवळ अन्न ग्रहण करने चाले ब्राठक को 
वेर के घरावर मात्रा देनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

विमर्श,--औषध को दृध, घी और मिश्रा में मिला कर 
देना चाहिये । तन्त्रान्तर में भी दिया दै, यथा--'प्रथमे मासि 
जातम्य शिक्षोरमंपजरक्तिका । aaa तु कर्तव्या मधुत्तीर- 
सिताघूने । एुकेंकां वर्धयेत्तावध्ावत्‌ सवव्सरो भवेत्‌ । ages 
angi म्याद्याचर्पोढयाकाब्दिक? 1 यहाँ यह ene रहे 
कि उपयुक्त मात्रा नूतन वनस्पति की और अनुपान युक्त है । 
afer aff, वळ, वय, द्रव्य इत्यादि को समझ कर मात्रा 
निर्धारित्तकरे। , 

येपां गदानां ये योगाः प्रवच्यन्तेऽगदङ्कुराः | 
तेषु तत्कल्कसलिप्ती पाययेत्त शिशुं स्तनी ॥ ४४ ॥ 
कल्क से स्उन-छेप करे-“जिन जिन पिकारों के योग कहे 


जायेंगे उन उन रोगों A उन उन योगों के करक स्तनों पर 
छया कर बाळक को पिळाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

विमरदा'--यदि वाळक थोपधमात्रा ग्रहण न कर सके तो 
स्तनों पर औषध का लेप ल्या दे शौर लेप सूखने पर निकाउ 
ढे । पश्चात्‌ स्तनों को धोकर बालक को दूध पिछा दे । 


एकं द्वे त्रीणि चाहानि वातपित्तकफञ्बरे | 
स्तन्यपायाहित सर्पिरितराभ्यां यथार्थतः ॥ ४५ ॥ 
च च तृष्णाभयादत्र पाययेत्‌ शिशुं स्तनी | 
विरेक-चस्तिवमनान्यृते gate नात्ययात्त॥ ४६॥ 
उवर की विशेष चिकिल्मा- स्तन्य-पान करने वाळे वाळक 
को वात, पित्त भोर कफ उ्वरों में यथाक्रम एक, दो अथवा 
तीन दिन तक घी नहीं पिळाना चाहिये किन्तु दूध और अन्न 
अहण करने वाळे बालक तथा अन्न ग्रहण करने चाले वालक 
को उचित जान पड़े तो घी देना चाहिये। प्यास्त रोगी, 
ऐसा समझ कर दूध नहीं पिलाना चाहिये 1 उसी प्रकार 
afta, विरेचन और चमन-आत्ययिक काळ को छोड कर न 
देना चाहिये ॥२५-४६॥ 
विमर्दाः--वाळफ के ज्वर में Gen, वमन, विरेचन तथा 
आस्थापन न देना चाहिये । उसी प्रकार अभि प्रदीप्त होने के 
लिये दूध भी न देना चाहिये । उसके साथ-साथ यह भी 
ख्याळ रखे कि gare का वेग कम होने पर और असि प्रदी 
होने पर दूध पिळा सकते दे । 


मस्तुलुङ्गक्षयाद्यस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेत्‌ | 
तस्य ठृड्देन्ययुक्तस्य सर्पिमेघुरकेः श्वतम्‌ | 
पानाभ्यज्ञनयोयोज्यं शीताम्वृद्वेजनं तथा ॥ ४०॥ 
ता्पान की चिकित्सा- मस्तुळद के क्षय के कारण वायु 
ताश्‍वस्थि को दवा देता हे । तव वाळक वृषा से दीन होता 
ह। उसके लिये पान और अभ्यञ्जन के लिये मधुर द्ब्यों से 
बनायें हुए घी का प्रयोग करना चाहिये । उसी प्रकार ठण्डे 
जळ से सिञ्चन करके वालकको उद्वेजित करना चाहिये ॥४७॥ 
, विमश्च-मस्तुलुद्ग (Bram matter ) कम होने पर 
पान और अभ्यङ्ग के लिये मधुर द्रब्यों से बनाये हुए घृत का 
प्रयोग करना चाहिये । 
वातेनाध्यापिता नाभिं सरुजां तुणिइसंन्ञिताम्‌ | 
मारुतन्ने प्रशमयेत्‌ स्नेदरुवेदोपनाहनेः ।४८।। 
गुद्पाके तु बालानां पित्तन्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ | 
waa विशेषेण पानालेपनयोहितम्‌॥४६॥ 
दुण्टनामि और गुद्पाऊ चिङ्ित्मा- वायु से नामि 
गई हो और उसमें वेदना हो तो उसे 'तुण्डिनामि' कहते है, 
उसको चातनादाक स्नेह, स्वेद और उपनाहों से शमन 
करना चाहिये । 
meal को युदापाक हो तो उस पर पित्तन्नी-चिकित्सा 
करे, विशेष कर रसाञ्जन (रसौत ) का पान शौर लेप के 
छिय प्रयोग हितकर होता है ॥ ४८-४९ ॥ 
विमर्शःतुण्डिनाभि दोने से उख जगह की पेशियाँ 
डीडी होती हे जिस कारण आन्त्रवृद्धि ( Umbilical hernia) 
होना सम्भव होता है । 


अध्यायः १० ] 


शारीरस्थानम्‌ 


८१ 


युदपाक के लिये पेट मैं लेने के लिये गुलाबजल में 
रसाअन की शुद्धि करने के पश्चात्‌ उसका प्रयोग करना 
चाहिये । उसकी मात्रा से ३ रत्ती होती है। : 
्षीराहाराय-सपिः पाययेत्‌ सिद्धार्थक-वचा- 
मांसी-पयस्या-ऽपामार्गे-शतावरी-सारिवा-त्रह्मी-पिष्पली- 
ह्रिद्रा-कुष्ठ-सेन्धव-सिद्धम्‌ | 
क्ीराज्नादायमधुक-वचा-पिपपली-चित्रक-त्रिफला- 
सिद्धम्‌ | 
अन्नादाय द्विपञ्चमूली-क्षीर-तगरभद्रदारु-मरिच- 
मधुक-विडब्न-द्राक्षादि ( द्राक्षार्थि पा) त्राह्मीसिद्वम्‌ | 
तेनारोग्यबलमेघाऽयूंषि शिशोर्भवन्ति ॥ ५० ॥ 
घृतपान विधि--स्तन्यपान करने वाले वाळक को सिद्धार्थक 
(सफेद सरसों), वच, जटामासी, पयस्या ( चीरकाकोळी ), 
अपामार्ग (fate), शतावर, सारिवा ( अनन्तमूल ), 
ब्राह्मी, पिप्पली, हल्दी, सुगन्ध कूड और संधानमक से सिद्ध 
किया हुआ घृत पिळावे। 
सीर और अन्न लेने वाले बालक के लिये मुलेठी, वच, 
पिष्पळी, चित्रक और त्रिफला से साधित ga का प्रयोग 
करना चाहिये । 
अश्न लेने वाळे बालकों को दोनों पञ्चमूळ, क्षीरविदारी, 
तगर, भद्रदारु ( देवदारु), गोलमिर्च, मधुक ( सुरेठी ), 
विडङ्ग ( वायविडङ्ग ), द्राक्षा ( gaat) और दोनों ब्राह्मी 
( मण्डूकपर्णी और ब्राह्मी ) साधित ga दे । 
इस प्रकार का घृत देने से आरोग्य, बळ, मेघा और ong 
की वृद्धि होती Bu ५०॥ 
विमर्श/--तीनों प्रकारों के याळकों को तीन प्रकारों के 
भिन्न-भिन्न घृत दिये जाते हैं । 
बालं पुनयोत्रसुखं गृह्णीयात्‌, न चेवं atta, 
सहसा न प्रतिबोधयेद्वित्रासभयात्‌, सहसा नापहरे- 
दुत्तिपेद्ठा वातादिविघातभयात्‌, नोपवेशयेत्‌ कोऽऽ्य- 
भयात्‌, नित्यं चैनमलुवत्तेत प्रियशतैरजिघांसुः, एव- 
मनभिहतमना ह्यभिवर्घते नित्यमुदअसत्त्वसंपन्नो 
नीरोगः सुप्रसन्नमनाश्च भवति | 
वाता-5ऽतप-विद्यु्रभा-पाद प-लता-झूल्यागार- 
निम्तस्थान-प्रहच्छायाऽऽदिभ्यो दुर्मह्ोपसगेतश्च बालं 
रक्षेत्‌ ४१ ॥ 
नाशुचो विसजेद्दालं नाकाशे विषमे न च | 
नोष्ममारुतव्षेषु रजोधूमोदकेषु च ॥ ५२॥ 
वालक के साथ वर्ताव कैसा हो ?- बाळक को जिसमें तक- 
लीफ न हो, ऐसे लेना चाहिये । उसको तजन न करे। उसे 
भय मालम न हो, इसलिये अकस्मात कभी न जगावे । 
चाळक को एकदम दूसरों से खींच न ले अथवा ऊपर न 
उठावे अन्यथा चातादि दोप कुपित होने का डर रहताहे। 
उसको Jor न रखे, नहीं तो उसके कुक्षड़ा होने का डर रहता 
हे । अजिघांसु ( मन का उद्वेग न करते हुए ) प्रियकर पदार्थों 
से उसके मन की रषा करे। 


११ झु० शा० 


इस प्रकार अनुद्दिझ मन वाला वाळक हर समय चढता 

और वलिष्ठ, नीरोग एवं सुप्रसन्न रहता है। 

चायु (भांधी ), कडी धूप, चिद्य॒भा ( बिजली की 
चसक ), पादप ( पेड़ ), लता, शून्यगुह+ निञ्जस्थान ( गुहा, 
eal वगेरह ), म्रदच्छाया और genet की पीडा से वाळक 
की रक्षा करनी चाहिये । 

अशुद्ध ( गन्दै ) स्थान में, आकाश में ( शून्य स्थान या 
अन्धेरा में ), ऊंची-नीची जगह पर, घाम, हवा, वर्षा, धूल, 
धूम और जळ में उसको न छोडे ॥ ५१-५२ ॥ 

विमर्शः--वाळक को शारीरिक और मानसिक पीडा न 
हो इसके लिये सवंप्रकार से प्रयत्न करना चाहिये । 

क्षीरसासम्यतया क्षीरमाजं गव्यमथापि च | 
द्द्यादास्तन्यपर्योमेःबीलानां वीचय मात्रया ॥ ५३ ॥ 
स्री दुग्ध न मिले तो कया करे £--वालक को दुग्ध साल्य 
जानकर उसे वकरी अथवा गौ का दूध, माता के पर्याप्त दूध 
न होने पर, यथोचित मात्रा में देना चाहिये ॥ ५३॥ 
विसर्शः--यद्यपि स्त्रियों के दुग्ध से भिन्न दुग्ध पिलाने से 
बालक की पाचन-शक्ति विंगइती है तो भी दुग्ध सात्म्य होने 
के कारण देना चाहिये । Z 
षण्मासात्‌ (षण्मासं पा) चेनमन्नं प्राशयेल्लघु हितं च॥ 
अन्न प्राशन कब करावे- छुः महीने के पश्चात्‌ वाळक को 
रघु भौर हितकर अन्न देना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

विमशः--छः महीने के पश्चात्‌ स्तन्य और लघु अन्न 

दोनों दिया जाता है । 
नित्यमवरोधरतश्च स्यात्‌ SIT उपसगभयात्‌ , 
प्रयत्नतश्च प्रहोपसर्गेभ्यो रत्या बाला भवन्ति ॥ ४४॥ 
वालक की रक्षा कैसे करे (- निरन्त भवरोघ ( अन्तःपुर ) 
सें बाळक रहे । उपसग ( गिरना इत्यादि ) भय से उसकी 
रचा करे । ग्रहों के उपद्रवो से यत्नपू्वक वाळक की रक्षा करे॥ 
विमरशः--मणि, मन्त्रादिकं से महा की शान्ति होती है 
और शारीरिक वाधा न हो इसके लिये आप्तवर्ग और नौकर- 
चाकरों के वीच में वाळक को रखना चाहिये । 

“अथ कुमार उद्विजते त्रस्यति रोदिति नष्टसंज्ञो 
भबति, नखद्शनेधोत्रीमात्मानं च परिणुदृति दन्तान्‌ 
खादति कूजति जुम्भते wat विक्चिपत्यूध्वे निरीक्षते 
फेनमुद्दमति सन्दष्टीष्ठः शूरो भिन्नामवची दीनात्ते- 
स्वरो निशि जागर्ति gaat म्लानाडो मत्स्य-च्छुच्छ- 
न्द्री-मत्कुणगन्धो यथा पुरा घाञ््याः स्तन्यमभिलषति 
तथा नामिलषतीति सामान्येन प्रहोपसृष्टलक्षणसुक्त, 
विस्तरेणोत्तरे वच्यामः ॥ ४६ ॥ 

ग्रहों से पीडित वाल्क के लक्षणः- वाळक जिन्न होता है, 
उसको पीडा होती है, रोता है, सज्ञाहीन होता है, नख और 
दांतों से अपने और धात्री को काटता है, दांत किटकिटाता 
है, कं कूं आवाज करता है, जम्माई लेता है, स्टकुटियों को 
सिकोडता है, ऊपर देखता है, BE से फेन निकालता है, 


होते हुए होंठ काटता है; मळ पतला और war ही 
i है, दीन और दुःखयुक्त स्वर रहता है, रात में 
जागता है, दुर्बळ होता है, अङ्ग स्छान होते हैं, मछली, 


-~ 
aM 


छुछुन्दर और खटमलों के समान ञरीर से wea आती 
पहले के समान दूध पीने की इच्छा नहीं करता दे, ये 
सामान्यतया अहों से पीडित बालकों के sen बताये गये 
हैं। उत्तर तन्त्र में विस्तार से वर्णन करेंगे ॥ 
विमद-माववनिद्वाव में उपयक san पद्य में दिये 


गये | यथा" 
‘soafsaa दवाळ कणाधस्यति रोदिति। 


नजर्दन्तर्दारयति चात्रीमात्मानसेव च॥ : 
wea fitted दन्तान्‌ खादेत्‌ gale जुम्भदे । 
ज्ञवी ज्षिपति दन्तौ फेने चमति चासकृद॥ 
च्ञामोऽदि निनि नागत्ति gars मिन्नविटस्वरः 
सांसशोगितगन्विश्र न anf यथा पुरा॥ 
सामान्यं अहज्शनां cat समुद्ाह्तस 1 
( चाळ्योग-निदानस ) 
Weed चच Al यथावण बिद्या आइचत््‌ Wes 
विद्याग्रदपकात:- वाळक जब गक्तिमान हो जाय तो चर्ण 
अनुसार उसको विद्या पढ़ानी चाहिये ॥ ५७॥ 
विमर्श'-विद्याग्रहण सामर्थ्य मानसिक उन्नति पर निर्भर 
करता है। अचः रानमिक safe होने पर व्राह्मण को दण्ड- 
नीति सौर Gra को व्यापार विषयक ज्ञान कराना चाहिये 1 
अथास्मं पञ्चतिंशतिवर्घाय eran (योडश वर्षो 
पा?) पन्नीमावददेन्‌ पिञ्यवमोर्थकामप्रजाः प्राप्स्यतीति ॥ 
विवाइ कान-वियाध्ययच होने के पश्चात्‌ पञ्चोस वर्ष की 
अवस्था भं झुवक को द्वाद वघ वाळी चाला के साथ विवाह 
कराना चाहिये | उससे चह पितृकार्च ( me पदादि ), घम- 
कार्ये ( चञ्ञयायादि श्चुतिस्छृति प्रमागित ), ad ( सुवर्ण, 
रॉप्य, पसा आदि), काम और प्रज्ञा को श्राप्त करता ह ए०८॥ 
विमर्श --चचक और aden के Wagan विवाह 
विपय्र-छालसा की वृत्ति क लिये नहीं ahs धर्म, अर्थ ante 
के लिये होना है । 


ऊनपोडशबरयांचा ( ऊनहादशवर्पायां “पा? ) 
मप्रावः पद्चविंशतिम्‌ | - 


यद्यावचे पुमान्‌ गभ कुक्षिस्थ स॒ विपद्चते ॥ ५६ ॥ 
जाता वा न चिरं जीवेजीवेद्वा दर्वलेन्द्रिय: | 
तस्मादत्यन्तवालावां गभाधान न ऋरचन ॥ ६० ॥ 
wg काड से कम oa वाळे पति पळी होने प्र ep 
साल्द साळ क पूर्व कन्या को यदि पञ्चीस साळ से कम 
सुन्य का गभ रदे तो वह गरम पेट में ही नष्ट होता डे यदि 
गाल स बाळक उत्पन्न हो तो ag age दिन नहीं जीता, a 
नाता ग्द चा भी वड दुवटेन्डिय घन जाता ई। इसलिये 
Tea डाटा बाला को गर्म घारण न करवावे ॥ ५९-६० ॥ 
विमा -पाठ सेद के agers खालद साळ के पूर्वक 
न्यान में द्वादश दप से कम वयस्क की वाला को गर्भ घारण 
ने कराना कहा गया 
ओतवृड्धायां दीधरोगिण्यामन्वेन वा विकारेणोप- 
wart waar नेव atta | पुरुपस्याप्येवविवस्य 
स एच दोधाः सम्भवन्ति ॥ ६१ || 
"लन न डरने योग्य ब्यक्ति---वदि उपर्यक्त अवस्था में 


सुश्रुवसंहित्ा 


NT 
नटी PPP LPO PPA PL DL DLP LD LPL LOS PP PL. 


गर्भ रहे तो चह कुक्षि में ही मरता हे अथवा जीता रहने पर 
भी रोगयुक्त होता ह ! ६१ ॥ 

(अ) तत्र gare: कारणेः पतिष्यति गर्भे गमाः 
शय-कटी-वङक्षण-वस्तिशुलानि रक्तदशंनं च; त्त्र 
शीतेः ` परिपेकावगाहप्रदेहादिमिरुपचरेव्जीवनीयश्वतः 
क्रीरपानेञ्च | 

गमंदोष-विकिन्ता- (अ ) पूर्वो (wend निदान में 
कहे अनुसार ) गर्भ पतन दोनेवाळा हो तो गर्भाशय, कमर, 
aga सोर चस्ति sta में शूळ तथा रक्त का प्राुर्भाव-चे 
लक्षण gael उस समय ण्डे परिपेक, अवयाहन dit 


लेपों से उपचार sti जीवनीच गणोक्त जोपधियों से सिद्ध 
क्ये हुए eva से चिकित्सा करे । 

(आ) गर्भस्फुरणे चुहमुंहस्तत्संघारणाथ क्षीरः 
सुत्पलादिसिद्धं पाययेत | 

(आ) गर्मस्फुरण हो तो उसका लंघारण करने के 
लिये चार-वार san an से सिद्ध किया हुआ दूध 
पिछाना चाहिये । 

(इ) प्रद्ंसमाने-सदाहपार्थेप्रष्रलाखग्दरानाह- 
मृत्रसङ्गाः स्थानात्स्थान च GTA WAY 
संरम्भ”; तत्र न्नि्घशीता: क्रियाः 1 

(इ) गर्म छा जाव होता हो तो दाह के साथ वगळ 
और पृष्ट में शूल होता है, असम्द्र ( रक्षप्रद्र ), आनाह 
( पेट फूलना ) और मूत्रसंग ( मत्रावरोध ) ये wer होते 
६1 गर्म एक स्थान से दूसरी जोर जाता हो तो कोष्ट में चोम 
होता हैं। उस पर जिग्ध क्रिया करे। 

(इ ) चेदनायां-महासहा-ख्ुद्रसहा-मघुक-सर॑ट्रा- 
कण्टकारिकासिद्ध पय' शकराक्षौद्रमिश्रं पाययेत; सत्र 
सङ्ग-दभादिसिदम्‌; आनाहे-हिहु-सोवचेल-लशुन- 
बचासिद्धय | - 

(3) वेदना हो तो महासहा ( माषपर्णी 3, छद्रमहा 
Cgenit), मधुक (सुल्टी ), श्रदंद्रा (ates ) जार 
कण्टकारी (भटकटेंचा ) से सिद्ध छिये इप दूध में मिश्री और 
ag मिलाकर पिळावे । मूत्रसंग होने पर दर्भादि से सिद्व 
feat gen दुग्ध पिळावे । आनाइ ( पेट फूछता ) हो तो 
alqae का डेप डाळ कर ल्हसुन ओर वच से सिद्ध क्रिया 

हुआ दूध हींग मिलाकर पिलाना चाहिये । 

(ड) अत्यर्थ aafe रक्ते-कोष्टागारिकाऽगारमृ- 
त्पिण्ड-समड्वावावकी-झुसुम-नवमालिका-गरिक-मर्ज- 
रस~रसाञ्जचचृण मधुनाऽवलिह्यात , यथालाभं 
न्यत्रोघादित्वक्‌ प्रवालकल्कं वा पयला पाययत्‌; 
रत्पलादिकिल्कं वा कशर-्वङ्गाटक-शाळूककन्क वा 
शृतेन पयसा, उडुम्वरफलीद्ककन्दकाथेन वा दार्करा- 
मघुमघुरण शालिपिष्टं, न्यग्रोघादिस्वस्सपरिपीतं वा 
THAT योन्यां घारचेन्‌ | 

(ड ) eae ज्यादा होता दो तो क्षेष्टागारिका नानक 

के घर की सृत्तिका, समङ्गा, धाय का फूछ, नवमतिका 


wy 


अध्यायः १० ] 


शारीरस्थानम्‌ 


GR 


oO OTTO TOT रकम कट फट TTS 0-11-0717 सा लाकड ere eT 


( वनमल्लिका ), गेरू, राळ और रसाञ्जन इनमें से जो दृष्य 
मिल सके उनका चूर्ण मधु के साथ 'चटाचे, अथचा न्यग्रोधादि 
( चटादि ) की छाल या उनके पत्तों का कल्क दूध के साथ 
पिछाना चाहिये। seek कल्क अथवा कसेरू, सिंघाड़ा 
भौर mas ( कमलकन्द ) का कल्क उवाले हुए दुग्ध के 
साथ पिछाना चाहिये, अथवा गूलर के we और जल में 
पदा होनेचाले कन्द के छाथ को शर्करा और मधु से मीठा 
वनाकर शालिधान्य का कल्क अथवा घूण देना चाहिए, 
अथवा चरादि स्वरसों में भिगोये हुए वर्खा को योनि में 
धारण कराना चाहिये । 

( ऊ ) भथादृएशोणितवेदनायां-मधुक-देबदार- 
मस्जिष्ठा-पयस्यासिद्धं पयः पाययेत्‌ , तदेवारमन्तक- 
शतावरी-पयस्यासिद्धं विदारिगन्धादिसिद्धं वा, इहती- 
इयोत्पल-शतावरी-सारिवा-पयस्या-मधुकसिद्ध वा, 
एवसुपक्राम्ताया उपावत्तेन्ते रुजो गभंश्चाष्यायते | 

(ऊ) यदि वेदना हो पर रक्त का स्राव न दिखाई दे 
तो, सुलेटी, देवदारु, aferer और पयस्या ( क्षीरकाकोली 
sean के मत से अर्कपुष्पी ) से मिद्ध किया दुग्ध पिळावे । 


अथवा अश्मन्तक ( पापाणभैद्‌ ), शतावर और पयस्या 
( द्वीरकाकोली ) से सिद्ध किया हुआ दूध पिळावे । 


अथवा विदारीयन्ध गण से सिद्ध किया हुआ दूध पिछावे। 

अथवा दोनों बृहती, नीलकमल, शतावर, सारिवा, 
चीरकाकोली और Feat से साधित दुग्ध पिलाना चाहिये । 

इस प्रकार चिकित्सा करने पर पीड़ा शान्त होती हे और 
गर्भ बढ़ने लगता है | 

( ए ) व्यवस्थिते च गर्भ-गव्येनोदुम्बरशलाडु- 
सिद्धेन पयसा भोजयेत्‌ | 

(a) गर्भ व्यवस्थित होने पर गूलर के शळाइ ( कोमल 
फळ) से सिद्ध फिये हुए aga के साथ मोजन 
कराना चाहिये । 

(ऐ ) अतीते--लवणरेेहवज्योमि्यवागूमिरुद्दाल- 
कादीनां पाचनीयोपसंस्कृताभिरुपक्रमेतू यावन्तो मासा 
गर्भस्य तावन्त्यहानि | 

(2) गर्भपतन होने पर लवण और स्नेहो से रहित, 
agen ( जडली कोदो) भादि से बनाया हुआ यवागू 
पाचनीय geat के साथ जितने सास का गर्भपतन हो गया 
हो उतने दिन तक पिलाना चाहिये। 

(ओ) बस्त्युदरशुलेषु-पुराणशुडं दीपनीयसंयुक्त 
पाययेदरिष्टं बा! 

(at) वस्ति और उद्रशूळ हो तो दीपनीय' दर्व्या से 
युक्त पुराना ag अथवा अरिष्ट देना चाहिये । 

(औ) वातोपद्रवगृह्दीतत्वात्‌ स्रोतसां लीयते we, 
सोऽतिकालमवतिष्टमानो व्यापद्यते, तां agat खेहा- 
दिक्रमेणोपचरेत्‌, उत्क्रोशरससंसिद्धामनल्पसनेहदा 
यवागूं पाययेत, माष-तिल-बिल्व-शलाहुसिद्धान्‌ 
बा कुल्माषान्‌ भक्षयेन्मधु माध्वीकं चानुपिवेत्सप्तरात्रम्‌ | 

(at) वात के saqat के कारण खोतसों में गर्भ लीन 
होता है, पश्चात्‌ aga दिन वहाँ रहने पर मर जाता है, तव 


सदु स्नेह, स्वेदादि क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये । उत्क्रोश 
( करर का भेद ) के मांस रस के साथ पकाया हुआ यवागू 
aga स्नेह देकर पिळावे, माप (sez), तिळ, बिल्व के 

कोमळ फलों से सिद्ध किये हुए इल्मापों को खिळाना चाहिये 
तथा साच दिन तक ऊपर से मधु भौर माध्वीक ( सुरा ) 

पिलाना चाहिये । 

(अं) कालातीतस्थायिनि गर्भ--विशेषतः सधा- 
न्यमुदूखलं मुसलेनाभिहन्याद्विपमे वा यानासने सेवेत। 

(at) कालातीत गर्भे हो तो उखळ में धान्य डालकर 
उसको मूसळ से कूटना चाहिये अथवा विपम ( ऊँचा-नीचा ) 
आसन या सवारी पर चेठाना चाहिये । 

(अः ) बाताभिपन्न एत्र झुष्यति गर्भः, स मातुः 
कुक्षि न पूरयति मन्दं स्पन्दते च, त॑ बुंहणीयैः पयो- 
भिमासरसेश्चोपचरेत्‌ | 

(a) जव गर्भ वायु से भाक्रान्त होता हे तब माता 
की कुलि को पूर्णतया व्यास महीं करता हे और उसका 
स्फुरण भी धीरे-धीरे होता है। उस अवस्था में बृंहणीय दूध 
और मांसरस देकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । _ 

(क) शुक्रशोणितं वायुनाऽभिप्रपन्नमषक्रान्तजी- 
वमाध्मापयत्युदरं, तं कदाचिद्यृच्छयोपशान्तं नेग- 
सेपाहृतमिति भाषन्ते, तमेव कदाचित्‌ प्रलीयमानं 
नागोदरमित्याहु', तत्रापि लीनवत्त प्रतीकारः | ६२॥ 

(क) शुक्र और शोणित जब वायु से युक्त होते है तव 
उनमें जीवात्मा मिलता हे जिससे पेट फूळता है, किन्तु कोई 
भी कारण न होते हुए भी कदाचित्‌ पेट पिचक जाता हे तो 
उसे नैगमेप ने हरण किया ऐसा लोग कहते हैं । यदि वही पेट 
कदाचित्‌ अत्यन्त लीन हो जाय तो उसे नागोदर कहते हैं। 

नेगमेप और नागोदर में लीन गर्भ के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६२॥ 
विमर्शः-गर्भ्राच के प्रकार, उनके लक्षण और चिकित्सा 
यहा वता दी गयी है । 

अत ऊध्वं मासानुमासिकं व्याख्यास्यामः | 
मधुकं शाकबीज च पयस्या सुरदारु च। 
अश्मन्तकस्तिलाः BNA शताबरी ॥६३॥ 
qed पयस्या च लता सोत्पलसारिवा | 
अनन्ता सारिवा राखा पदा मधुकमेव च ॥६9॥ 
gen काश्मरी चापि क्षीरिशुद्वास्त्वचो शतम्‌ । 
पसिपर्णी बला शिग्रुः ager मधुपर्णिका ॥६५॥ 
aed बिसं द्राक्षा ate मधुकं fear! 
बत्सेते सप्त योगाः स्युरर्घशलोकसमापनाः | 
यथासंख्यं ्रयोक्तव्या ment पयोयुताः ॥६६॥ 
कपित्थ-बुद्ृती-बिल्व-पढोले क्षु-निदिग्थिका- 

मूलानि क्षीरसिद्धानि पाययेद्विषगष्टसे ॥६५। 
नवमे मधुका-नन्ता-पयस्यान्सारिवाः पिवेत्‌ । 

क्षीर शुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्धं स्यादृशमेः हितम्‌ ॥६०॥ 
सक्षीरा वा हिता झण्ठी मधुकं सुरदारु च । 
एवमाप्यायते गर्भेस्तीना रुकू चोपशाम्यतिं 11६६) 


८९ 


सुश्रुतसंहिता 


दक्र ुय-<्य्य्मया्क्य्ुुा्य्ो 


५१४४५४ ८१ /४ “५९/१९/४५८९.” ५९६०९ LLL PPI LLLP IID 


mia न हो इसलिये मासानुमाम चिकित्सा--इसके | afte ages हों। पञ्चकर्म करना हो तो गर्भ के विरुद्ध न 


पश्चात्‌ प्रत्येक मास में देनेवाली ओपधियाँ कहेंगे । 


पढ़े, इस पर ध्यान रहे । 


प्रथम महीने में--मुलेठी, सागवान के वीज, क्षीरकाकोली | yaa qyq— 


भोर देवदार; ये दूध के साथ देना चाहिये। दूध का सम्बन्ध 
प्रत्येक पदार्थ के साथ लगाना चाहिये। द्वितीय मास में-- 
अश्मन्तक, काले तिल, ताम्रवन्ली ( मझ्लिष्ठा भौर शतावर | 
तृतीय मास में--बृछादनी (बाँदा), पयस्या (क्षीरकाकोली), 
छता ( प्रियंगु), नीळोत्पळ तथा सारिचा ( अनन्तमूल )। 
चतुर्थ मास में-भनन्ता ( दूर्वा), सारिवा ( अनन्तमूछ ) 
राखा, पक्षा ( पग्मचारिणी अथवा भार्गी ) और झुलेटी । पंचम 
मास में-दोनों geet, काश्मरी ( गम्भारी), चीरिवृ्षों के 
अंकुर और छाल तथा घृत। पछ मास में--एश्निपर्णी, वला, 
fn (सहजन), श्वदंष्रा (गोखरू) भौर मधुपर्णिका 
( मधुयछिका )। सक्षम मास में-सिंघादा, कमछकन्दु, 
सुनछा, BIS, Bat और मिश्री । हे वरस ! Mand में 
कहे गये इन सात योगों को दुग्ध के साथ यथासंख्य (rata 
जो शोकार्ध की संख्या हो उसी मास के गर्भस्राव के लिये 
देना चाहिये | अएम मास मॅ--कैथ, बृहती ( घड़ी करेरी ), 
वेळ, परवर, ईख, निदिग्धिका ( भटकदेया ) की जड़ों से 
सिद्ध किया हुआ दुग्ध पिछावे। नवम भास में-सुलेटी, 
दूर्वा, चीरविदारी, सारिवा ( अनन्तमूझ ) का सेवन करे। 
दशम मास मे--सोंठ और चीरकाकोली से सिद्ध किया ger 
दुग्ध fier अथवा dis, ges भौर देवदारु दूध से 
पिळाना चाहिये । इस प्रकार करने से गर्भ ge होता है 
और तीघ पीड़ा शान्त होती दै ॥ ६३-६९ ॥ 

विमद्वाः--वाग्भट के शारीरस्थान द्वितीय अध्याय में 
भी इसी प्रफार की चिकित्सा वतायी गई है । 


निवुत्तप्रसवाया तु पुनः पड्भ्यो वर्षेभ्य sey 
प्रसवमानायाः नार्याः कुमारो5ल्पायुभबति ॥ ७०॥ 

निवृत्त-प्रमवा की सन्तति अश्‍्पायु होती है--निवूत्त प्रसचा 
के पश्चात यदि छुः साळ के ऊपर प्रसूति हो तो बालक 
MENT होता है ॥ ७० ॥ 

विमशः--छः साळ तक जिसको संतान उत्पन्न न हो, 
उसे निवृत्तप्रसवा कहते हैं । 

अथ गर्भिणीं व्याध्युत्पत्ताबत्यये छद्‌येन्मधुरा- 
म्लेनाज्ञोपहितेनानुलोमयेध्व, संशमनीयं च मृदु विदः 
ध्यादन्नपानयोरश्रीयाश्च BEI मधुरप्राय गर्भाविरुद्ध 
च) गमीविरुद्धाश्च क्रिया यथायोगंविदधीत भदुप्रायाः॥ 

गमिणी की चिकित्सा कैसी हो--प्राण-सकट प्राप्त होनेचाळा 
रोग यदि गर्मिणी को हो तो के कराना चाहिये। मधुर और 
जग्ळ अज्ञ के साथ धनुलोमन करना चाहिये। aq संशोधन 
देना चाहिये। शज्न-पान झदुवीय॑बारा, मधुरआय और गर्थ 
को घातक न हो ऐसा होना चाहिये। हीनयोग, मिध्याथोग 
तथा अतियोग जिस प्रकार न हो, उस प्रकार और गर्भ के 
प्रतिकूछ न रहे ऐसी wena चिकित्सा करनी चाहिये ॥७१॥ 

विमर्शाः--भौपध, अन्न और विहार ये सच तीचण न हों 


'सौबण सुकत चूर्णं कुष्ठं मधु घृतं बचा । 
मत्स्याक्षकः शद्भपुष्पी मधु सर्पिः सकाग़्नम्‌॥ ७२ ॥ 
अकेपुष्पी मधु घृतं चूर्णितं कनक॑ बचा | 
हेमचुणीनि केडयेः श्वेता zat घृतं मधु ॥ ७३॥ 
चत्वारो$भिहिताः प्राशाः छोकार्धपु चतुष्बेपि | 
कुमाराणां चपुर्मेधा-घलवुद्धिचिवरधनाः ॥ ७४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्मिणीव्याकरणं 

शारीर नाम दशमो$ध्याय: | १०॥ 

eee ens 


बालक के लिए हितकर योग--( १ ) सुवर्णभस्म, सुगन्ध- 
कूठ, मधु, एत और वच । (२) ब्राह्मी, aged, मधु, घृत 
भौर सुवर्णभस्म । (३) अर्कपुष्पी ( पथस्या ), मधु, घी, 
सुवर्णभरम भौर चच । (४ ) सुवर्णभस्म, पर्व॑तनिम्ब, श्वेता 
( अपराजिता ), दूर्वा, ga और मधु । 
ये चार प्राधा चार छोकाधों में बताये गये हैं। ये वाळक 
के शरीर, स्मरणशक्ति, वळ भौर चुद्धि के बढानेवाले हैं ॥७४॥ 
विमशेः-विश्वामित्र के वाक्य से मात्रा का प्रमाण 
घताया गया है । यथा-- 
विद फ़लमान्न तु जातमात्रस्य भेषजम्‌ । 
एतेनेव प्रमाणेन मालि मासि प्रवर्धितम्‌ ॥ 
कोळास्थिमात्रं चीरादे gaara hee: | 
छीराजादे कोलमात्रमन्नादोदुम्वरोपमम्‌ ॥ 
जातमात्र चाळक को वायविडङ् के फळ प्रमाण मात्रा दे। 
उत्तरोत्तर मास में एक एक चायविडड्द फळ प्रमाण मात्रा को 
बढ़ाना चाहिये । दुग्ध पीनेवाले चालक को घेर की गुठळी के 
रावर । दुग्ध मोर गोह sable वाळक को बेर के प्रमाण 
। भन्न ्रहण करनेवाले बालक क TEA प्रमाण में 
नी जा Sat प्रमाण में मात्रा 
इति सुधरुत्ते शारीरस्थाने दशमोऽध्यायः समासः ॥ 
RS 
शारीरे प्रक्षाः 
(१) गमिण्या अनुमातिकान्नपानविधिदेयः, गमिणीचिकित्सा- 
सूत्राणि च लेख्यानि । 


(२ ) ग्भ॑त्रावप्रकारास्तथा अनुमासिकगर्भक्ञाव-चिकित्सा 
it लेखनीया tos 
(३) अपराया भपतत्त्याः के के भवन्त्युपद्रवाः । तस्याः 
चिकित्सा विशदतया देया । 


(४) मफछस्य निदान लक्षण चिकित्सा च लेखनीया । 

(५ ) बालस्य रोगशानोपायाः के? भ्रदोपसष्टलक्षणानि च 
कानि Late सूतिका55गार प्रशस्तं भवति! 

(६) पात्रीपरीक्षा कथं कर्तव्या ! 


समाप्तश्वेद॑ शारीरस्थानम्‌ | 
=O 


॥श्री:॥ । 
काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 


3२६ 


महर्षिणा सुश्चुतेन विराचिता 
+N 
सुञ्रुतसंहिता 


'आयुवेदतत्तसन्दीपिका' हिन्दीव्यारुया-वेज्ञानिकविमशोपिता 
( गचिकित्सास्थानस्‌ ) 
व्याख्याकार .- 


qa प्रियत्रत सिंह एम. ए., ए. एम. एस. 
चिकित्सक, श्रीराम लचमीनारायण मारवाड़ी हिन्दू आठुरालय, वाराख्ती. 


चौरचस्बा संस्कृते सीरीज आफिस 


- चाराणसी-१ 


oOo 


प्रकाशक--चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी. 
सुट़क-बिद्याविलास प्रेस; वाराणसी, 
प्रथम संस्करण, संवत्‌ २०१७ 


( पुनसुंट्रणादिका, सर्वेऽविकाराः ्रकाशकाघीनाः ) 
Chowkhamba Sanskrit Series Office, 
P. O. Box 8, Varanasi. 
(INDIA ) 

1960 


॥ श्री! ॥ 

Ye 
सुश्रुतसंहिता 
'आयुवेदतत्तसन्दीपिका'व्याख्योपेता 
WOKS 
चिकित्सास्थानम्‌ 


ha 
प्रथसाऽध्यायः 


अथातो द्वित्रणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

इसके अनन्तर दविभणीय अर्थात्‌ शारीरिक और आगन्तुक 

द्विविध soit की चिकित्सा-चिधि का वर्णन किया जा रहा है, 
जैसा कि भगवान्‌ भन्वन्तरि ने (सुश्रुत raft शिष्यां से) कहा॥ 

दी ब्रणो भवतः-शारीरः, भआगन्तुश्च | तयोः 
शारीरः पचनपित्तकफशोणितसन्निपातनिमित्तः, आग- 
न्तुरपि पुरुपपछुपकषिन्यालसरीस्रवप्रपतनपीडनत्रहारा- 
मिक्षारवियतीदणौपधराकलकर्षालश्टन्ग चक्ेषुपरशुशक्ति- 
कुन्ताद्यायुधाभिघातनिमित्तः । तत्र तुल्ये त्रणसामान्ये 
द्विकारणोत्थानप्रयोजनसामथ्योदू 'द्वित्रणीय? इत्युच्यते | 

्रण-दो अकार के होते ह--( क) शारीरिक और 
(ख) आगन्तुक । इन दोनों में (क) शारीरिक बण वह 
है जो--चात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात ( इनमें से 
दो या अधिक के संयोग) के कारण उत्पन्न होता है। 
Ca) आगन्तुक बण-पुरुष, पछ, पक्षी, हिंसकजीव तथा 
सर्प आदि से, गिरने, दवने चोट छगने और अभि से, 
चार, चिप एवं तीच औषधियों के प्रयोग से, लकड़ी पत्थर 
के हुकर्डों से, घड़े के खप्पर से, सींग से, चक्र, बाण, फरसा, 

१. न्याळ--'न्याळा व्याघ्रादयो दुष्टनीवा? व्याघ्र आदि 


हिंसक जीव । F 
२. सरीसप--“सरीखपाः इष्णसर्पादयो मीनमकरौ च? पेट 


के वळ चलने वाले जन्तु । 


शक्ति, भाला आदि शर्तों के अभिघात से उत्पन्न होता हे । 
यथ्पि चण की दृष्टि से ये दोनों घण समान श्रेणी के हैं, 
(जिससे इस अध्याय का नाम 'एकत्रणीय' भी हो सकता था) 
किन्तु इसे 'द्विवणीय' कहने का प्रयोजन यहहै कि इन द्विविध 
mits उत्पादक हेतु एथक्‌-एथक्‌ हे एवं इनकी प्रतिकार- 
पद्धति भी कुछ भिन्न दे ॥ ३॥ 

विमर्शः--चरक तथा सुश्रुत दोनों आचायों ने इस अध्याय 
का नाम 'द्विवणीयं चिकित्सितम्‌? ( द्वी प्रणावधिक्ृत्य इत द्विन- 
णीयम्‌, चिकित्सितं विकारप्रतिकार") रखा हे । at जणाविति 
निजश्ागन्तुश्च | निजः शरीरदोपोत्य आगन्तुर्वाह्महेतुज ?। ( चरक ) 
इन दोनों आचायों के साथ द्विविध ब्रण की मान्यता के पोषक 
वाग्भर भी &.—an द्विषा निजागन्तु-दष्टुद्ध-विभेदतः। 
an की इस द्विविधमान्यता पर इष्टिपात करने से शात होता 
हे कि प्रधानतः उत्पादक हेतुओं की भिन्नता के कारण ही 
सभी भ्रकार के घण इन दो श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं । 
दोनों प्रकार के ait में प्रारम्भिक प्रतिकार-पद्धति कुछ भिन्न 
अवश्य रहती है, किन्तु एक सप्ताह व्यतीत होने पर शारीरिक 
ant की भाँति आयन्तुक aot सें भी दोपों का प्रसार हो 
जाता है । आगन्तुक an केवळ एक सप्ताह तक ( सथोनणत्वं 
सप्ताइमेव ) अपनी सञ्ञा स्थिर रखने में समर्थ होते हे । gaa 
ते स्पष्ट लिखा है-'उत्तरकाळन्तु दोपोपछवविशेषाच्छारीरवत्‌ 
प्रतीकार” अर्थात्‌ एक सप्ताह के वाद आगन्तुक ait की 
चिकित्सा भी दोषों के प्रसार-मेद से शारीरिक घर्णो की भाँति 
ही करनी चाहिए । अध्याय की समालि पर कहे गए 
चिकित्सासूत्र--'वष्टथा विधानेनिंदिटटेश्वतुर्मिः साध्यते बण” वाक्य 
में पुकचचनान्त बण शब्द का प्रयोग चिकित्सा की इछि से 


३. दाकट--'शगळंकाष्ठादीना खण्डम्‌? ठकडी पत्थर के उकड़े । , द्विविध quit में समानता ही दर्शाता है। पाश्चात्य चिकित्सा 


४, कपाळ--“वटादीचा कर्पर” मिट्टी के घड़े का डकड़ा । 
५, ब्रक्ति--शक्तिरायुवविशेषश्धिमुद्धी? तीन सुखवाला Te | 


विज्ञान शल्यकर्म में सुविधा की दृष्टि से समस्त न्नणों का 
विभाजन तीन श्रेणियों में करता ह—“The various ulcers 


TTT ~ NTT 
PTDINS IVD PPL PPAPPLP PAPAS 


that are commonly met with in Surgical practice are 
Conveniently classified under the three following 
headings-(1) Ulcers dueto injury or pyogenic organ 
sms, with or without predisposing circulatory or 
nervous disturbances, (2) Ulcers due to specific 
micro-organisms, (8) Malignant ulcers, ( Elements 
of Sargical Diagnosis ) यद्यपि चणो का उपयुक्त विभाजन 
आयुर्वेदीय 'द्विविध aor की पक्ति से इथक्‌ मालूम पडता 
है, किन्तु उत्पादक-हैतुओं का जहाँ तक सम्बन्ध हे, दोनों 
चिकिस्सा-पद्धतियाँ एक ही निर्णय पर पहुँचती दे । आयुर्वेद- 
संद्दिताओं में हेतुभेद की दृष्टि से किया गया ait का द्विविध 
चर्गकरण; इन तीनों सेदों को अपने अन्दर अन्तर्भूत कर 
लेता है। पहरा विभाग आगन्तुक नण की श्रेणी में, तथा 
दूसरा और तीसरा विभाग शारीरिक घण की श्रेणी में आता है। 


सर्वेस्मिन्नेवागन्तुत्रणे तत्कालमेव क्षतोष्मणः 
प्र्रतस्योपशमार्थं पित्तवच्छीतक्रियाबचारणविधिवि- 
शेषः सन्धानार्थ च मधुघृतग्रयोग इत्येतद्‌द्विकारणो- 
त्थानम्रयोजनम्‌ , उत्तरकालं तु दोपोपप्लवविशेपा- 
च्छारीरवत्‌ प्रतीकार: ॥ ४ ॥ 
सभी प्रकार के आगन्तुक a में, अभिघात से ga 
उत्पन्न होते ही, शरीर में व्याप्त इतजन्य उप्मा को शान्त 
करने के लिए, पित्तनशमन की विधि के अनुसार शीतळ क्रिया 
तथा घण के सुख को बन्द करने के लिए मधु घृत का प्रयोग 
करना चाहिए । एक सप्ताह के वाद दोपों के प्रसारभेद से 
( आगन्तुक act की ) शारीरिक अणो की भाँति चिकित्सा 
होनी चाहिए। द्विविध ( भिन्न ) कारणों से उत्पन्न ait की 
यही चिकित्सा-पडति हे ॥ ४॥ 
विमर्दाः-<प्रहार से उत्पन्न va के कारण, आन्तरिक 
अवयवो में एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। आघात 
लगते ही हृदय में धक्का (81००८) लगता है। इस धक्के से 
हृद्य की गति सामान्यावस्था की अपेक्षा ag जाती है। 
परिणामस्वरूप रक्तवाहिनिया में रक्तप्रवाह अधिक होने 
छगता दे और चे फैल जाती हॅ । रक्तप्रवाह की सहसा तीब्रता 
से एवं ages के उत्तेजित हो जाने के कारण सम्पूर्ण 
शारीर उप्ण हो जाता हे । आगन्तुक अगो में यह स्थिति विशेष 
रूप से होती हे । उपयुक्त संदर्भ मे “क्तोप्मा! शब्द का प्रयोग 
शरीर के अन्दर होने वाळे इसी विकार का निर्देशक है। 
इसकी शान्ति के लिए पित्तदमन-विधि का आश्रय लेना 
चाहिए । पिच और रक्त समान गुण वाले हैं। शीतळ क्रिया 
से पित्त की शान्ति होती है। रक्तवाहिनियों में रक्तप्रवाह 
का आधिक्य शरीर को son चना देता हे । अतः क्त की 
उप्मा को शान्त करने के लिए पित्तवत्‌ शीत क्रिया के विधान 
की आवश्यकता पडती है । शीत क्रिया से रक्तवाहिनियों में 
सकोच होवा हे । रक्त के प्रवांह में गिविळता आती हे, जिससे 
उत से निकलने वाळे रक्त का अवरोध होता है तथा मस्तिष्क 
रक्तवाहिनियों के दबाव से सुक्त हो जाता हे । इत के रोगी 
को प्रकृतिस्थ करने के लिए शीतकिया आवश्यक होती 21 
पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान के इष्टिकोण से भी इस क्रिया का 


PILLS 


समर्थन होता हे Head injury तथा Inyanes of the sue 
( fire और प्रृष्टवंश के अभिघात ) में 1०० ( वर्फ ) का प्रयोग 
इसी दृष्टि से किया जाता है । रक्तल्लाव को रोकने के लिए चत 
पर भी बर्फ (1०० ) रखा जाता है तथा तृषा की शान्ति के 
लिए Cold drink ( शीतपेय ) का प्रयोग किया जाता ह। 

दोपोपण्लवविशोपः पुनः समासतः पञ्चदृशग्रकारः 
प्रसरणसासर्थ्यात्‌ ; यथोक्तो न्रणप्रश्नाधिकारे; शुद्ध 
त्वात्त पोडशाभ्रकार इत्येके ॥ ४ ॥ 

प्रसार की ahs के अनुसार कुपित दोषों का प्रसार-भेद 
संक्षेप में पन्द्रह प्रकार का होता है। इनका वणन “बग 
प्रश्‍नाधिकार' में किया जा चुका है। कुछ आचाय इसमें घण 
के शुद्ध भेद' को सेम्मिलित कर दोपप्रसार-मेद को सोलह 
प्रकार का मानते हैं ॥ ५॥ 

विमरशः--यहाँ 'दो पोपप्छचः शब्द का प्रयोग उनके प्रसार 
के अर्थ में किया गया हे । इसका तात्पर्य दे (वातादीनां 
शोणितचतुर्थानां पृथगन्योऽन्यसंसरगः ) अर्थात्‌ वातादि दोप 
एथक-प्रथकू , दो-दो अथवा तीनों मिलकर रक्त से सम्वन्ध 
स्थापित करके अपना विस्तार करते हॅ । संचेप में इनका 
प्रसार पन्द्रह प्रकार का होता है। यदि रक्त की तरह अन्य 
दृष्य ( घातु मलादि ) पदार्थों के साथ भी दोषों के संसग ' 
की कलपना की जाय, और इनके प्रसारभेद की गणना हो तो 
यह संख्या असल्य हो जावेगी! इसीलिये पन्द्रह प्रकार 
का श्रसारमेद संक्षेप में माना गया हे । दोपों के प्रसारभेद 
की संख्या शारीरिक act के Ast का निरूपण भी करती 
है, क्योंकि तीनों दोप तथा रक्त ही शारीरिक बणों के 
उत्पादक कारण St घण प्रश्नाधिकार में दोपों के प्रसार का 
वर्णन इस प्रकार है--'एवं दोषाः कदाचिदेकशे Ra. समस्ताः 
शोणितसहित्ता वाऽनेकधा प्रसरन्ति । तद्यथा--वात', पित्त, इलेष्मा, , 
शोणितम्‌, वातपिचे, वातरलेष्माणी, पित्तरळेष्माणी, वातशोणितते, पित्त” 
शोणिते, इलेष्मशोणिते, वातपित्तशोणितानि, वातइलेष्मशोणितानि, 
पित्तरळेष्मशोणितानि, वातपित्तकफा वातपित्तकफशोणित्तानीत्येव 
पञ्चदशधा प्रसरन्ति / (सु. सू, अ २१) घण के “शुद्ध भेद! 
(शुरू सकलदोषोपप्ठवरद्धितो नण") को इस सख्या में सम्मिलित 
करने पर यह भेद सोल्ह प्रकार का हो जाता है। शुद्ध त्रण 
का लक्षण हे--त्रिभिर्दोपेरनाक्रान्तः श्यावौष्ठः पिडकीसम. । 
अवेदनो निराख्रावो ब्रणः शुद्ध इद्दोच्यते॥? ( सु. सू अ, २३ ) 

तस्य लक्षणं द्विविधं-सामान्यं वेशेषिकं च । 
तत्र सामान्यं रक्‌ । ‘sor गात्रविचूर्णने, ्रणयतीति 
रणः | विशेषलक्षणं पुनवोतादिलिङ्गविशेषः।। ६॥ 

नण के लक्षण दो प्रकार के हें-सामान्य भौर 
विशेष। १, पीड़ा होना बण का सामान्य लक्षण हैं I 
नण घातु का अर्थ दे दारीर को चूर-चूर करने चाळा और 
इसकी व्युत्पत्ति दै-ब्रगयतीति नण? अर्थात्‌ शरीर को विवर्ण 
करने चाळा। २. विशेष छक्षणफ--वातादि दोषों के agar 
हुआ करते हैं ॥ ६॥ 

तत्र श्यावारुणाभस्तनुः शीतः पिच्छिलोऽल्प- 
खावी रूक्षश्वटचटायनशीलः स्फुरणायामतोदभेदचेद्‌- 
नाबदुलो निर्मासश्चेति वातात्‌ , क्षिप्रजः पीतनीलाभः 


amy १ | 


उस: असलअ2ओ्ओओ्ओी?डी::ड,:स::ओं:ड:,:डसअअअअ अअअअइअसअइइचिट यद्य ~ 


फिंशुरोटवाभोष्णसनादी टाहपाकरागत्रिकारकारी पीत- 
पिटडाजुष्रधेति पित्तान्‌ + प्रततवण्डकण्टबहुलः स्थृ- 
ae स्वन्धसिराखायुजञालाववतः कठिनः पाण्ट्य- 
यभासो मन्टवेदनः शटशीतसान्द्रपिन्छितास्रावी गुरु 
अति कफात्‌ + प्रयालदलनिचयप्रफाशः छृ"णस्फोट- 
पिट्याजालोपचितस्तुरद्वस्थानगन्धिः सबेदनो धूमा- 
यनशीलो रक्तत्रारी पित्तलिद्श्रेति cart, तोददा- 
एघूमायनप्रायः पीनारणामस्तदर्णलाजी चेति बानपि- 
ताभ्यां, पण्ट्यनशीलः सनिस्नोदों war शुयरटीरुणो 
मुटमुंद्रः शीतपिन्छिलान्पस्नाती चेति यानश्लष्मभ्यो, 
गुरः सदाह उष्णः पीनपारदुखायी चेति पित्तरले- 
UP. रृश्स्तनग्वीदबडलः सत्र प्रय च रचागणा- 
भस्नदर्णाखावी चेति घातशोणिताभ्यां, घूतमदटामो 
मीनघावननोयगन्थिमदर्बिसर्प्युप्णहप्णल्राबी चेतति 
पित्तरोणिवास्यां, रको aa. Fara: पिनिळलः कण्ड- 
प्रायः fer: सरक्तपाण्डुस्रायी घेति श्लेप्मशोणि- 
नाभ्याँ) स्कुरणनोटदादधूमायनप्रायः पीततनुरक्तम्नायी 
सति यातपित्तशाणिनेभ्यः) ऊण्दूस्फुरणचुमचुमायमा- 
नप्रायः पाण्डुयनरक्ता्नारी चेति यातरलेष्मशाणि- 
तेभ्यः+ दाहपाऊरागकण्ट्प्रायः पाण्दुधनरक्ताल्तारी 
चेनि पित्ततलेप्मशोणितेशभ्यः, fabs. 
ai: पवनपित्तरूफेभ्यः, निर्देशननिर्मथनस्फुरण- 
तोददाहपाफरागऊण्ट्स्थापबहुली नानावर्णवदनासाव- 
विशेषोपेतः पवनपित्तकफशोणितेभ्य', जिद्ठातलाभो 
मदु. Fam शलद्णो विगतवेदनः सुव्यमस्थितो 
निरान््राउश्रति झुद्धा त्रण इति ॥ ७॥ 

anf: दोयं ख saree गर्गे बा age भौर ge 
शैेद-- manana डिण बाटा (श्याव' ser. 
aftz yom an. ), छाठिमायुक्त, पतटा, शीचछ रेसदार 
CHW घाटा, ख्या, चटचट ( घेदना विशेष) फरने घाटा, 
Get, ननाय, TE Tat तथा फटने थी सी पीदा से 
qn, afer पोटा याला और मांसरहित होता ४। 
२. fran arin उत्पन होने घाला, पीला नी पण 
युक, wang को घोने पर निकलने चाले जळ के 
समान उप्ग न्याय वाळा, दाद, पाक कौर छाटिमा आदि 
विकार नथा पीली फुन्सियो से युक्त होता 81 ३. कफज 
गग--निरन्तर मयफर st से युक्त, मोटे किनारा aren, 
कडे सिरारनायुभो के जाळ से येधा हुआ, sha, ठेगने भें 
पीछा, मन्द्र पीड़ा चाळा, सफेद, ददे, गाइ तथा छसीले ary 
से युक्त और भारी होता दे । ९. रकत मण--मूँगा के एक 
गिन दुकदो के तु्य वर्ण चाला, फाले छाले पव फुन्तियो 
के जाळ से भरा हुमा, तेज ग्यारे गन्ध वाला; वेदनायुक्त 
भुर्जी देने बाला (चूम तुद्य बाष्प Frees घाला ), तथा 
gaara वाळा एवं पित्त के लक्षण से युक्त ata £1 
७, घातपिनज्ञ मण--चुभने की सी पीड़ा, दाह तथा gal तुल्य 
ary से युन, टालिमा लिए हुए पीला और चातपित्त के वर्ण 


चिस्त्सिस्थानम्‌ ३ 


Sn र 


बह शट RRB RIAA RPP A OP PM, 


के समान खाव बाटा होता दे । ६. वातशेप्मज ध्रण--खुजली 
यारा, पीदायुक्त, मग, भारी, aa तथा यारबार बहने 
याले, ठंदे शौर छमीले साव से युक्त होना है। ७. पितश्लेप्मज 
प्रग--भारी, MAE, उप्ण तथा गारे पीठे ws स्राव 
पाटा होता 61 ८, WATER घण--रुक्त, पतछा, अत्यन्त 
घुमने की सी पीडा याला, सुत्त (स्पर्शज्ञान रद्दित ) रक्त 
के समान छाटिमायुक्त ct यातरक्त के वर्ण के तुल्य खाव 
याटा होता है । ९ पित्तरत घग--घूतमण्ठ (घी के ऊपर 
al स्यन्द माग) के समान, age Wer हुए ae की 
गन्ध वाला, Maz, लने घाला, gen और काले खाव 
घाटा होता ह । १०.३ळेष्मग्चात AN—eie, भारी, छमीछा, 
tt qe, अघळ नया रक्त सहित पीछे साथ घाला होताहे। 
1१. वालतपित्तरक्तत बग--फर सन, घुमने की सी पीटा, जलन 
भर पुर्या देने बाला तथा पीछे रः के पनळे रक्तखाउ से युक्त 
ऐोतादै 1 १२. बातरलेप्मरकन घग-रुनटी, फउकन एवं छुन” 
झुनाएट से युक्त (चुमचुमायन राजिकासपपठिसत हुव वेदना) 
तीर पीळे, गाउँ रचसाय घाळा होता है। १३. पित्तरलेप्म- 
THA मग--नठन, पाऊ, छालिमा और गुजछी से युक्त तया 
पीले, m2 रक्त्याय पाळा होना टे । ५९. वातपित्तकफन 
an—afat दोषों के वण, येदना और खाय पिशेष से युक्त 
ऐसा है १०. घातपित्तरफरक्तज घग--जनरने भोर मयने की 
तरह पीड़ा यारा, GET, चुभने फी सी पीटा, जलन, पाक, 
छाटिमा तथा गुनटी से युक्त, अत्यन्त सुन्न, विविध वर्ण 
एप gem मिश्रित खाय विशेष घाटा होता है। १६, शुद्ध 
प्रग--जिद्या फी ऊपरी aay के समान लार, कोमल, जिग्ध 
एवं चिकना, वेदना रहित, सुन्दर आाद्गुनि चाला खाव रहित 
target 
तस्य प्रणस्य पट्धिरुपक्रमा wafer | तयथा-- 

अपतपणमालेपः परिपेकोऽभ्यङ्गः स्वेदो विम्लापनमु- 
पनाहः पाचनं विस्रावणं wat वमनं विरेचनं छेदनं 
भेटनं दारणं लेखनमेपणमाहृरण व्यधनं विस्रावणं 
सीवनं सन्धानं पीडनं शोणितास्थापनं निर्वापणमु- 
त्कारिका कषायो वर्तिः कन्कः सर्पिस्तैल रसक्रियाऽ- 
वचूणनं त्रणधूपनमुत्सादनमवसादनं TERA दारणः 
कर्म क्षारकर्मा भिकमे REA पाण्डुकम प्रतिसारणं 
रोमसञ्जननं लोमापहरणं बस्तिकर्मोत्तरवस्तिकर्म 
बन्धः पत्रदानं कृमिन्न बृंहणं विपन्नं शिरोविरेचनं 

० . सर्पियन्त्रमा 
नस्यं waa धूमो मधु सपियन्त्रमाहारो रक्षाविः 
घानमिति ॥ ८॥ 

प्रण के साठ उपक्रम (चिकित्सा विधान) होते एं-१, अपतपण 
>, आलेप ३. परिषेफक २, अभ्यद्र ५ स्वेद ६. fra 
७, उपनाह ८, पाचन ९ विखाचण १०. स्नेह ११, वमन 
१२. विरेचन १३. छेदन १४, भेदन १५, दारण १६ लेखन 
१७, एपण १८, आहरण १९. व्यधन २०, विद्रावण २१. सीवन 
२२. सन्धान २३. पीढन २४. शोणितास्थापन २५, निर्वापण 
२६, उरफारिका २७, कपाय २८ वति २९ कल्क ३०. सविं 
६१. तळ ३२, रसक्रिया ३३ अवचूर्णन ३४, बणधूपन 
३५. उत्सादन ३६ अवसादन ३०. खदु ३८ दारुणकर्म 


¥ सुशरुवसंदवितं 


RRR SRP SE SOS pp parr 
POPPE nnn 


३९, तारकम ४०, अप्लिकर्म ९१. Ferny ४२. पाण्डुकर्म 
२३ प्रतिसारण 22. रोमसअनन ४५, छोमापहरण ४६ वस्ति 
कर्म ४७, उत्तरवरितकर्म २८. वन्ध २९, TATA ५०, BAA 
५१, Sear ५२, विपत्र ५३. झिरोविरेचन ५४. नस्य ५५. कवळ" 
घारण ५६. धूम ५७, मधुसर्पि ५८, यन्त्र ५९, आहार 
६०, रक्षाविधान ॥ ८ ॥ 

तेषु कपायो यर्तिः कल्कः सर्पिस्तेलं रसक्रियाऽ- 
वचूणेमिति शोधनरोपणानि, तेष्बष्टी wesc, 
शोणितास्थापचं क्षारो$ग्यिर्यन्त्रमाहारो रक्षाविधानं 
बन्धविधघानं चोक्तानि, स्नेहस्वेदनवमनविरेचनवस्त्यु- 
+तरवस्तिशिरोविरेचननस्यधूसकबलधारणान्यन्यत्र व- 
दामः) यदन्यदवशिष्टसुपक्रमजातं तदिह वच्यते 11६1) 


इन उपकमों में से--कपाय, वार्ते, करक, aff, तैर, 
रसक्रिया और अवचूर्णन का प्रयोग ait शोधन तथा 
रोपण के जिये होता दै। आठ इनमें शख्रकर्म हैं। शोणिता 
स्थापन, चार) अञि, यन्त्र, आहार, रक्षाविधान और चन्ध- 
विधान का वर्णन पहले किया जा चुका हैं । स्ने, स्वेदन, 
चमन, विरेचन, वस्ति, उन्तरचस्ति, दिरोविरेचन, नस्य, 
धूम और कवल्धारण का वर्णन दूसरे स्थान पर किया 
जायगा । इन उपक्रमा में जो शोप बचते ह उनका वर्णन 
यहाँ किया जा रहा है ॥ ९॥ 

विमशः--चरक में केवळ ३६ प्रकार के सिद्ध उपक्रमो 
का ही वर्णन हे । “तथा चोपक्रमा. सिदाः पटर्त्रिशत्समुदाद्दताः' 
(चरक चि. अ, १३) 


पड्विधः प्रागुपदिष्ट: शोफः, तस्थेकादशोपक्रमा 
सवन्त्यपतर्पणादयो विरेचनान्ताः, ते च विशेषेण 
शोथप्रतीकारे वतन्ते, अणभावमापन्नस्य च न विसु" 
ध्यन्ते; शेपास्तु प्रायेण त्रणप्रतीकारहेतव एब ॥ १० ॥ 


सर्वेशोफानां 


अपतर्पणमाथ उपक्रमः, एप i सामा- 
न्यः प्रधानतमश्च ॥ ११॥ 


पहले कदा जा चुका हे कि शोथ ६ प्रकार का होता हे । 
अपतपंण से लेकर विरेचन पर्यन्त ग्यारह उपक्रम शोथ के 
होते इं । इन उपक्रमो का प्रयोग शोथ के प्रतिकार के लिए 
सुप्य रूप से होता हे । योथ के घण रूप में परिवर्तित हो 
जाने पर भी इन उपक्रमा के प्रयोग में कोई विरोध नहीं 
पढ़ता। शेप उपक्रम प्रायः घण-चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। 
अपतर्पण (wet) wget उपक्रम हे और सभी प्रकार के 
शोयों के लिये सामान्य तथा सर्वश्रेष्ठ विधि है ॥ १०-११ ॥ 
विमरश'--चात, पित्त, कफ, झोणित, सन्निपात और 
आगन्तुक भेदू से प्रकार के शोयों का वणन 'आमपछेपणीय 
अध्याय में किया गया हैं । पढ्विध शोथ के उपचार के लिये 
अपतर्पण से लेकर विरेचन तऊ केचछ ग्यारह उपक्रमा का 
निर्देश दुस स्थळ पर द, किन्तु अपतर्षण से विरेचन तक की 
गणना में उपकमों की drat १० होती हे । इसके परिमार्जन 
के छिये इतना जान लेना चाहिये कि 'अपतर्पणादय.? इस दाब्दु 
की व्युत्पत्ति 'अपनरपंगम्‌ आदी येपा ते अपतर्षणादय ' ऐसी ह । 
यहा अनंत णसविशानवहुजीदि समास होने के कारण 'अपतर्पंण' 


को छोड़कर नेष विधानोंकी गणना करना ही उचित हे। 
प्रकार गणना करने से उपक्रमा की संख्या एकादश होगी । 
भवन्ति चात्र 
दोपोच्छायोपशान्त्य्थ दोपानद्धस्य देहिनः | 
अवेद्य दोघं त्राणं च काय स्यादपतपंणम्‌॥ १२॥ 
जैसे कि--? अपतर्पण-ढोपों के प्रकोप से युक्त मनुष्य फे 
दोप और वरूका विचार करके कुपित दोषा की यान्ति के लिये 
अपतर्पण ( छद्दन ) कराना चाहिये ॥ १२ ॥ 
अध्बेमारुतठ्प्णाक्षुन्युखशोपश्रमान्तितेः | 
न कार्य गर्मिणीवृद्धबालदुबेलभीरुमिः ॥ १३॥ 
ऊर्ध्ववात (निरन्तर शब्द के साथ डकार आना), प्यास, 
भूस, सुखशोप और परिश्रम से युक्त तथा गर्भवती, बृद्ध) 
बालक, Saw एवं कायर को अपतर्पण नहीं कराना चाहिये ॥ 
शे.फेपूरिथतमात्रेषु त्रणेपूमरुजेपु च । 
यथास्तैरीपधैरलेपं प्रत्येकश्येन BATU १४ ॥ 

२, आलेप ( लेप )--उत्पन्न हुए शोथों में और तीब्र वेदना 
चाले घर्णा में चातादि दोपों के अजुकूळ ( मिश्रक अध्याय 
में वर्णित ) एक एक ( गण की) ओपधिया का लेप करना 
चाहिये ॥ १४॥ 

यथा प्रज्वलिते वेश्मन्यम्भसा परिपेचनम्‌ | 
fast प्रशामयलग्निमेचमालेपनं रुजः ॥ १५॥ 

जळते हुये घर में जळ ठिडकने से जिस प्रकार असि 
शीघ्र शान्त हो जाती हे उसी प्रकार (तरण पर किया गया ) 
लेप पीडा को शीघ्र दूर करता ह ॥ १५॥ 

प्रह्मदने शोधने च शोफस्य हरणे तथा | 
उत्सादने रोपणे च लेपः स्यात्त THT ॥ १६॥ 
लेप ( घणः्वेदूना को झान्त कर) प्रसन्नता छाता है, 
व्रण को शुद्ध करता है, शोथ को मिटाता है, निम्न घण को 
ऊपर उठाता हे और बण को भरता हे । इस प्रकार यह इन 
समस्त कायो को करता हे ॥ १६॥ 
बातशोफे तु वेदनोपशमार्थ सर्पिस्तैलन्धाया- 
म्लमांसरसवातहरोपघनिष्काथैरशीतेः परिपेकान्‌ कुर्बी- 
त, पित्तरक्ताभिघातविपनिमित्तेपु क्षीरघृतमधुरर्करोद- 
केक्षुरसमधुरीपघत्तीखक्षनिष्कायेरनुष्णेः परिषेकान्‌ 
gata, श्लेष्मशोफे ठु तेलमृत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफ- 
प्नौपधनिष्कायेरशीतेः परिपेकान्‌ कुर्वीत ॥ १७॥ 
यथाऽम्चुभिः सिच्यमानः शान्तिमग्निर्नियच्छुति | 
दोपाग्निरेवं सहसा परिपेकेण शाम्यति ॥ १८॥ 

३. परिषेक ( सेक ) £००९०६०५००-वातज शोथ में, वेदना 
की शान्ति के लिए, घृत, तेळ, काझी, (१) मांसरस और aan 
औप्रधियों फे उष्ण छाथ से परिपेक करना चाहिए । पित्त, 
रक्त, चोट और विष से उत्पन्न (ata) से दूध, छत, मधु, 
Wid, गन्ने के रस, मधुर औषधियों ( काकोए्यादि गण ) 
तथा dare ( वट गूलर आदि ) के शीतल छाथ से परिपेक 
करना चाहिए । कफज शोथ में तेर, मूत्र, क्षारयुक्त जल, 
(२) सुरा, (३) शुक्त और कफ को दूर करने वाली औषधियों 


अध्याय १] 


TTI SANNA PNP LO AANA S Se NAN 


के उप्ण छाव से परिपेक करना चाहिए । जळ सिंचन से जिस 
ञ्ज eee ~ ~ 

प्रकार अभ्रि शान्त होती है उसी प्रकार परिपेक से दोपाझि 

का सहसा दामन होता ह ॥ १७-१८ ॥ 


as विमर्श--शोय este करते हुए सुश्रुत ने लिया हे-- 
तिविनक्षाः एयुमंथित. समो विषमो वा त्वट्मासस्थायी दोपसवातः 
Mie: शोफ इत्युच्यते ? अर्थात्‌ वातादि set का 
समूह शरीर के किसी भाग की त्वचा तया मांस से स्थित 
हो कर जय सम, विषम, मोटा या गांठदार उभार उपपन्न 
कर देता है तो घट 'शोथ' कहलाता ह । शोथ आघात से भी 
उत्पन्न ऐता ठै । शोध मे धातुओं की रचना भौर उनकी 
शक्ति नष्ट नहीं होती | जीवाणुजन्य शोय तथा अन्य प्रकार 
से उत्पन्न हुए शोध में भिन्नता होती es जीवाणुओं की 
don वृद्धि के साय ही जीवाणु शोथ चढता जाता हैं, झिन्तु 
अन्य प्रकार फे शोथ में ऐसे लक्षण नहीं होते। वस्तुतः 
जीवाणुओं भोर धानु के संघर्ष के फलस्वरूप जो परिवर्तन 
होता हे, उसे ata’ कहते हैं 1 शोथ की दान्ति के लिए 
'वरिपेक' सद्यः फळदायक प्रयोग हे! दोषों के प्रकोप के 
अनुसार अनेक द्रव्यो का उत्तेन्य परिषेक के निमित्त किया 
गया ह। जहाँ वातज भोर कफज शोथ में परिपेक के लिए 
sera का भयोग दै adi पित्तन शोथ के लिए शीतल 
फ्राथ का भी विधान क्या गया ह। पाश्चात्य चिकित्सा 
विज्ञान में भी उप्ण तथा शीत सेक का विधान हे । शोथ के 
समय रक्तनलिकायें ae जाती हॅ, उनमें रच प्रवाह की 
मात्रा बढ़ जाती हे 1 egy समय के पश्चात्‌ रक्तप्रवाह में 
शिविलता आती & भोर अन्त में वह विळङ्ळ रुफ जाता है 1 
ऐसी अवस्था में एकत्रित रक्त को उस भाग से हराना 
आवश्यक होता दै, जिसमें वहाँ शुद्ध रक्त का संचार हो सके! 
इस क्रिया के लिए उष्ण सेक का प्रयोग हितकर होता हे । 
उप्णता के प्रयोग से रक्त नळिफाओं का प्रसार होता ह। 

एकत्रित रक्त दूसरे भाग में हट जाता ह तथा नवीन रक्त के 

संचार के लिए मागं प्रशस्त हो जाता है। उष्ण परिषेक 
के लिए रवर की थळी (1०6 bag) में उष्ण जल भर 
कर AN स्थान पर रखा जाता दे! शीत परिपेक में रवर की 
येळी मे बर्फ भर कर रुग्ण स्थान पर रसते ह। शीतपरिपेक 
का प्रभाव उष्ण परिपेक से सर्वथा उलटा होता ह। शीत 
परिपेक रक्तवाहिनियों को संकुचित करने के लिए किया 
जाता हे । पित्तज शोथ में शीत परिपेक का विधान इसी अर्थ 
की सिद्धि के लिए क्या गया है। वातज शोथ सें परिपेक 
के लिए थान्याग्ल तथा कफज शोथ मे सुरा ओर शुक्त का 
निर्देश & 1 इनके लक्षण चिन्न प्रकार से दे-(४) धान्यासक-- 
( धान्यान्छं वाश्किम्‌, टल्दण ) दुल्मापपान्यमण्टादिसन्धित 
कालिक fre? (ste अ० १०) ङुर्माप (नाघे उचले हुए 

गोधूम आदि ) धान तथा माण्ड आदि का सन्धान ( पात्र 

सुखबन्धन ) कर रस देने से जो अम्ल पदाय तयार होता है 

उसे काजी ( धान्य़ास्ळ ) कहते है । (२) सुरा--परिपकान्न- 

सन्थानसमुत्पक्षा att जयु. (शा० अ० १०) यह पुक प्रकार का 

मद्य विदेप दै 1 (३) छक्त-'कन्दमूलफलादीनि सखेहदडवणानि 

च । यत्र द्रवेऽभिपूयन्ते तच्छुक्तममिथीयते?॥ ( ae अ० १०) 

अमिपूयन्ते--दरन्द का तात्पर्यं हे ( सूयन्ते सन्यानोभूनानि 


चिकित्सास्थानम्‌ 


PALA OPEL LL PPP OOP SNA PPP PPP AP PP. 


क्रियन्ते ) कन्द के सूळ आदि seat को द्रव पदार्था में सन्धान 
कर रसना | 


अभ्यद्गस्तु दोपमालोक्योपयुक्तो 
दोषोपशमं मृदुतां च करोति ॥ १६॥ 
४. अभ्यङ्ग ( मालिश )--दोषो को समझ कर प्रयुक्त किया 
गया अभ्यत्र दोप ( शोथ ) को शान्त करता ह तथा कोमळ 
बनाता ह ॥ १९॥ 


स्वेदबिम्लापनादीनां क्रियाणां प्राक्‌ स उच्यते | 
पश्चात्‌ कर्मसु चादिष्टः स च विस्नावणादिपु ॥ २० ॥ 
अभ्यद् का विधान स्वेद, विग्लापन आदि क्रियाओं के 
पूर्व तथा Brenan आदि क्रियाओं के पश्चात्‌ किया गया है ॥ 
रु्ञावतां दारुणानां कठिनानां तथेव च । 
शोफानां स्वेदनं कार्य ये चाप्येवंविधा sor: UR 
५ स्वे-पीडायुक्त, दारुग ( वायु tas) और कडे 
शोथो में तया इन लक्षणा से युक्त घर्णो मे स्वेदन करना 
चाहिए ॥ २१॥ 
स्थिराणां saat मन्त्रं कायं विम्लापनं भवेत्‌ | 
अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेशुनाङ्या ततः शनेः ॥२२॥ 
विमदेवेद्विपक्‌ प्राजस्तलेनाहुषकेन वा | 
शोफयोरुपनाहं तु छुर्यादामबिदग्धयोः ॥ २३॥ 
अविदृग्धः शामं याति विदग्धः पाकमेति च | 
निवतते न यः शोफो विरेकान्तैरुपक्रमेः ॥ २४॥ 
तस्य संपाचनं कुयोत. समाहत्योपघानि तु | 
दवितकसुराशुक्तधान्याम्लैयौजितानि दु॥ २५॥ 
खिग्धानि लवणीझत्य पचेदुत्कारिकां झुभाम्‌ | 
सैरण्डपत्रया 'शोफ॑ नाहयेदुप्णया तया ॥२६॥ 
६ विम्लापन (शोथ का विलयन ) ७. उपनाह (पुलटिस) और 
८. पाचन--कठिन तथा मन्द वेदना वाले (शोथ) में विम्लापन 
( अङ्गुली आदि से मळ कर शोथ मिटाना) करना चाहिए। 
धुद्धिमान वैद्य ( शोथ स्थळ की ) मालिश तथा स्वेदन करके 
वांस की पतली ढाली, हथेली या अगूठे से धीरे-धीरे मसले | 
आम € अपक्क ) और विदग्ध ( अधपक्क ) शोथों में उपनाह 
करना चाहिए 1 इससे अविदग्ध (आम ) शोथ की शान्ति 
तथा विदग्ध ( अर्धपक्क) शोथ का पूर्ण पाक होता हे। 
( अपतर्पण से लेकर ) विरेचन तक की क्रियाओं से जिस 
शोथ की शान्ति न हो उनका (१) पाचन मिश्रक अध्याय से 
निर्दिष्ट ओपधियों के द्वारा करना चाहिए । ( पाचन ओपधियों 
को ) दही, महा, सुरा, शुक्त भोर काञ्जी में मिला, ( घृत- 
सेल से) जिग्ध करके, नमक ढाळ कर, सुन्दर (२) उत्कारिका 
पकावे । इसे ए्रण्डपत्र के साथ गरम-गरम शोथ पर बाँधे । 
विमश--(१) पाचन भोपधियॉ--शणमूडकदिमूणा फलानि- 
ean: । शक्तवः किण्वमतसी द्रव्याण्युष्णानि पाचनम्‌ ॥ 
(go qo Ho २७) (२) उस्कारिका-( ठप्सिकाङति- अन्ये 
पूपरिकाङनिमाहुः ) ( टरूण ) । 
हितं सम्भोजनं चापि पाकायाभिमुखो यदि | 


द संश्रुतसंदिती 


वेदनोपशमाथीय तथा पाकशमाय च ॥। २७॥ 

अचिरोत्पतिते शोफे कु्याच्छोणितमोक्षणम्‌ | 

सशोफे कठिने श्यामे सरक्ते वेदनावति॥ १८॥ 

संरब्धे विषमे चापि aa बिख्ाबण्‌ं हितम्‌ | 

सविषे च विशेषेण जलौकोभिः पदेस्तथा ॥ २६ UI 

९, वि्रावण ( रक्तमोक्षण )-यदि शोथ पक रहा हो तो 

(रोगी को ) ययैष्ट भोजन करावे। तत्काळ उत्पन्न हुए शोथ 
में, वेदना की शान्ति तथा पाक से बचने के लिए, रक्त मोक्षण 
करना चाहिए | शोथयुक्त, कठिन, श्याम अरुण चर्ण के रक्त 
और वेदना वारे तथा विशाळ मूळ वाले-उँचे नीचे घण में 
विस्रावण हितकर होता हे । विपयुक्त ( शोथ ) में तो विशेष 
कर जलौका तथा प्रच्छान विधि से रक्तमोक्षण करना चाहिए ॥ 


वेदनायाः अशान्त्यथ पाकस्याध्राप्तये तथा | 
' सोपद्रबाणां रूताणां कृशानां अणशोपिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथास्वमौपधैः सिद्धं स्नेहपानं विधीयते | 
उत्सन्नमांसशोफे तु कफजुष्टे विशेषतः ॥ ३१ ॥ 

संहिष्टश्या (थ्या) मरुधिरे at प्रच्छदेनं हितम्‌ | 
बातपित्तप्रदुष्टेपु दीघकालानुबन्धिषु ॥ ३२॥ 

विरेचन प्रशसन्ति stig ब्रणकोबिदाः। 

अपाकेधु तु रोगेषु कठिनेपु स्थिरेषु च ॥ ३३॥ 

स्नायुकोथादिपु तथा च्छेंदन प्राप्तमुच्यते | 

अन्तः पृयेष्ववक्त्रेपु तथेबोत्सद्ववत्स्बपि ॥ ३४॥ 

गतिमत्सु च रोगेषु भेदनं प्राप्तमुच्यते | 

वालवृद्धासहक्षीणभीरूणां योपितामपि ॥ ३५॥ 

ममोपरि च जातेपु रोगेपूक्तेपु दारणम्‌ | 

सुपक्ते पिण्डिते शोफे पीडनेरुपपीडिते ॥ ३६ ॥ 

पाकोदूबत्तेपु दोपेधु तत्तु कार्य विजानंता | 

सुपिष्टेदोरणद्रव्येयुक्तेः ater वा पुनः ॥ ३७ ॥| 

२०, खेदपान ११ वमन १२ विरेचन १३ छेदन १४ भेदन और 

१५ दारण-वेदना की दान्ति और पाक से वचाने के लिए 
(णित के) उपद्रवो (कम्प, छींक, waste आदि) से युक्त, रूत, 
कृश और घग से क्षीण मनुष्य को निर्दि भौषधियों से सिद्ध 
BETA कराना चाहिए। Sat हुए मांस वाळे, विशेष कर कफ 
सेयुक्त शोथ में तथा कुछ काले रक्त चाले, घण में चमन कराना 
हितकर होता हे । वायु से दूपित पित्तप्रधान तथा पुराने 
aot म॑ विरेचन का विधान घण पण्डितां ( 891६९००५ ) के 
विचार से उत्तम दोता द । जिस रोग Cam ) में पाक न हो 
( मेद, कफ, ofa, मासकन्द आदि) अथवा जिसमें अल्प 
पाक हो, ( वरमीक आदि ) कडा हो, अचळ हो तथा स्नायु 
(feu, धमनी आदि) के कोथ ( सदन Gangrene ञ्चं 
छेदून करना चाहिए 1 अन्दर पूय चाले तथा विना मुख चाले 
एवं सोजले और गतिशील घण मे भेटन करना उपयुक्त 
होता El Wes, बुद्ध, असहनशील, क्षीण, कायर, खरी 
तथा मम के ऊपर उत्पन्न हुए घण मे, दारण कर्म के लिए 
fea त्रण मे, पिण्डीभूत शोध मे और जिस घण में त्वचा 


मे पाऊ हो गया हो, घणोपचार को जानने वाळा वेच पीडन | वाले 


geal (मिश्रक अध्याय में पठित) से बण का (१) पीडन कर 
भली भाति पिसे हुए (२) दारण द्रव्य अथवा क्षार ( प्रतिसा- 
रणीय छार ) द्वारा दारण कमे करे ॥ ३०-३७ ॥ 

विमर्शः--पीडन कमं के लिए पीडन द्रव्यं को पीस कर, 
बग के सुख पर लेप कर, सुखा देना चाहिए! लेपके सूखने 
पर त्वचा सें संकोच होने से घ्रण पर भार पडता है । इस 
क्रिया को 'पीडन? कहते हैं । इससे पूर्य के पुकत्रित होने में 
सहायता प्राप्त होती हे । (१) पीडन द्रव्य --द्रब्याणा पिच्छिला- 
arg त्व्मूळानि प्रपीडनम्‌ । यवगोधूममापाणां चूर्णानि च 
समासतः ॥ (२) दारण द्वव्य--चिरवित्वो5मिको दन्ती चित्रको 
हयमारक । कपोतगृध्रकङ्काणां पुरीपाणि च दारणम्‌ ॥ क्षारद्रव्याणि 
वा यानि क्षारो वा दारण परम्‌ ॥ ( सु० सू० अ० ३७ ) 


कठिनान्‌ स्थूलवृतोछान्‌ दीर्येमाणान्‌ पुनः पुनः | 
कठिनोत्सन्नमांसांश्र लेखनेनाचरेद्भियक्‌ ॥ ३८॥ 
समं लिखेत्‌ सुलिखितं लिखेन्निरबशेषतः | 

saat तु प्रमाणेन समं शास्रेण निर्लिखेत्‌ ॥ ३६॥ 
क्षौमं ward पिचुं फेनं यावशूकं ससैन्धवम्‌ | 
कर्कशानि च पत्राणि लेखनार्थं श्रदापयेत्‌॥ ४०॥ 

१६ लेखन 807209778--कठिन ( मांस से हीन), मोटे 
और गोळ किनारे चाळे, वार वार फूटने वाळे तथा कडे पुवं 
उन्नत मांस वाळे घण में चद्य को लेखन करना चाहिय । 
( कठिन घ्रणो में) सम लिखेत अर्थात्‌ न तो अधिक और न 
न्यून लेखन कर्म करे। ( मोटे और गोळ किनारे वाले anit 
4) सुलिखितम्‌ अर्थात्‌ अधिक लेखन करे । ( वार वार फूटने 
वाले घर्णो में ) निरवशेपत- अर्थात्‌ सम्पूर्ण रूप से लेखन 
कर्म करे और ( कडे तथा उन्नत मांस चाले जण सें ) वत्मंना 
प्रमाणेन समम्‌ अर्थात्‌ घण द्वारा अधिकृत saa भाग में 
समान रूप से TAR लेखन कर्म करे । लेखन कर्म के लिए 
Gta (क्षौमम्‌-अतसीवस्रम्‌) प्लोत (कपड़ा Gauze), पिचु (रुई 
Cotton ), फेन ( समुद्र फेन ), यवक्षार, Beat नमक और 
खुरद्रे पत्तों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३८-४० ॥ 

नाडीन्रणान्‌ शल्यगर्भानुन्माग्युत्सङ्विनः शनेः | 
करीरबालाहुलिमिरेपण्या बैषयेद्भिपक्‌ ॥ ४१॥ 

१७ एपण Probing—ardian, शल्ययुक्त घण, उन्मागी 
घण ( भगन्द्र ) तथा Glas an में, करीरकीनाळ, चाळ 
अद्धुलि अथवा एपणी ९ धातुनिर्मित ) से चैद्य को धीरे धीरे 
एपण कमे करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

नेत्रवत्मगुदाभ्याशनाड्योवक्राः सशोणिताः | 
चुच्चूपोदकजेः रलद्णेः करीरेरेपयेत्त ताः ॥ 8२ ॥ 
इष्टिपथ और गुदा के समीप वाले तथा छोटे सुस वाले 
रक्तयुक्त नाडीम्रणों में चुच्चू ( शाक विशेष ), पोई और करीर 
के चिकने नाळ से एपण कर्म करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
संदृतासंब्रुतास्येपु जणेपु मतिमान्‌ भिपक्‌। 
यथोक्तमाह्रेच्छल्यं श्राप्तोद्धरणलक्षणम्‌ ॥ ४३॥ 
१८ आदरण--बुद्धिमान्‌ वैद्य, खुले हुये तथा चन्द सुस 
aot से ( सूत्र स्थान मे) कही गई Tet निकाळने की 


norm: १ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ ७ 


विधि के अनुसार निःशल्य लक्षण की प्राप्ति पर्यन्त शल्य का 
आहरण ( बाहर निकालना ) करे ॥ ४३ ॥ 
विमशः--प्राप्तोद्रणछक्षणम्‌? से तात्पर्य दे निःशठ्य 
के लक्षण का। निःशह्यछत्तण--अव्पवापमशनज्न नीरुजं निरु- 
पद्रवम्‌ ae TET निराघट्टमचुत्तमम्‌ ॥ एपण्या सवंतो दृष्ट 
यथामार्ग चिकित्सकः | प्रसाराकुश्ननानुन॑ निःशल्यमिति निर्टिशेद ॥ 
(सु. सू. अ. २६) 
रोगे व्यघनसाध्ये तु यथोद्देशं प्रमाणता। 
शाखं निदध्याद्दोषं च खावयेत्‌ कीर्तितं यथा ॥ 98 ॥ 
१९. व्यपन-२०. विज्लावण--वेधसाध्य रोगों ( दकोदर, 
मूत्रवृद्धि आदि) में उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रमाणके 
अनुसार शस्त्र का प्रयोग करे और निर्दिष्ट विधि के अनुसार 
दोषों ( पूय आदि) को बाहर निकाले ॥ ४४ ॥ 
विमदा--दाख-प्रयोग की विधि व्याधि के अनुसार-- 
“टकोदरोदिषं प्रमाणमद्टुष्ठोदर्रमाणमवगाढम्‌ । विद्रध्यादिपु ga 
महत्स्वपि च पाकेपु ढथङ्ुलान्तर च्यवुलानरं वा शरनिपातनस्‌ | 
( sega) 
अपाकोपद्रुता ये च मांसस्था विवृताश्र ये | 
यथोक्तं dad तेणु कार्यं सन्धानमेच च ॥ ४५॥ 
२१, सीवन २२. सन्धान--पाकज़न्य उपट्रवा से रहित, 
मांस में स्थित तथा खुले हुये मुख वाले (ait) का कथित 
विधि के अनुसार सीवन और सन्धान करना चाहिये ॥ ४५॥ 
पूयगभोनरुद्रारान्‌ अणान्मर्मगतानपि । 
यथोक्तैः पीडनद्रव्येः समन्तात्‌ परिपीडयेत्‌ ॥४६॥ 
२३. पीटन--पूय से युक्त, छोटे मुख वाले तथा भम में 
स्थित घणों के ऊपर ( सूत्र स्थान में कथित ) पीडन द्रव्यो 
का लेप लगा कर चारों ओर से पीडन करना चाहिये ॥४६॥ 
झुष्यमाणयुपेच्तेत प्रदेहं पीडनं प्रति | 
न चाभिमुखमालिम्पेत्तथा दोपः प्रसिच्यते ॥ ४७॥ 
पीडन कर्म के लिये (चरण पर लगे हुये) प्रलेप को 
सूखने देना चाहिये। (छोटे ga वाले an में) बण के 
सुज पर लेप नहीं छ्गाना चाहिये । ( घण का सुख खुला 
रहने से ) इस प्रकार दोष (qa) स्वयं बाहर निकलता 
रहता TU ४७॥ 


तैस्तेनिंमित्तेवेदुधा शोणिते प्रखुते wT 
कार्य यथोक्तं वेदेन शोणितास्थापनं भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
२४. शोणितास्थापन--शिरावेध आदि भिन्न-भिन्न कारणों 
से रक्त की safe अधिक होने पर पूर्वकथित शोणिता- 
स्थापन विधि के दवारा वैद्य को रक््रवाह रोकना चाहिये ॥ 
विमर्श.--शोगितास्थापन विधि--चत्तुविरषं यदेतद्धि रुधि- 
रस्य निवारणम्‌ | सन्धानं स्कन्दनं चेव पाचनं दहनं तथा ( सु. 
सूः अ, १४) 
दाहपाकच्वरवतां त्रणानां पित्तकोपतः | 
रक्तेन चामिभूतानां काय निर्वाषणं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
२५ निर्वांपण--पित्तमकोप के कारण दाह, पाक, ज्वर 


तथा रक्त से आक्रान्त ब्रणों मे निर्वापण करना चाहिये ॥४९॥ 
यथोक्तैः शीतलव्रव्येः क्वीरपिष्टेपृंताप्लुतै: | 
दिह्यादबहदलान्‌ सेकान्‌ सुशीतांश्वावचारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

पूर्वकथित ( मिश्रक अध्याय में) शीतळ द्रव्या को 
दूध के साथ पीसकर, घृत मिरा, ( घणस्थान पर ) पतला 

लेप और शीतळ सेक करे ॥ ५०॥ 

विमर्शः--निर्वापण -निर्वापण नाम पित्तरक्तत्रणस्य पच्य 
मानस्य ज्वरेणाभिभूतस्य आऔषधादिमिर्वेदनोपशमः ।॥ अर्थात 
पित्तरक्त से उत्पन्न, पकने वाळे तथा अवर से युक्त घण 
सें औषधि आदि के प्रयोग से पीड़ा की शान्ति करना निर्वापण 
कहलाता है । 


ब्रणेपु क्षीणमांसेपु तनुस्ाविष्बपाकिपु | 
तोदकाठिन्यपारुष्यशूलवेपथुमत्छु च ॥ ५१॥ 
वातन्नवर्गेऽम्लगणे काकोल्यादिगणे तथा। 
स्नैहिकेपु च बीजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम्‌ ॥ ५२॥ 


२६. उत्कारिका-क्षीण मांस वारे, पतले खाव वाले, न 
पकने वाले तथा qua की सी पीडा, कडापन, रूक्षता, we 
और कम्प से युक्त बणों में, aan वर्ग ( भददार्वादि ), 
अग्छगण ( सौवीर, aes आदि ), काकोल्यादिगण तथा 
तेल वाळे बीजों (तिळ, तीसी, रेडी आदि) से सुन्दर 
उत्कारिका पकाकर स्वेदन करे ॥ ५१-५२ ॥ 

विमशः--उत्कारिकानिर्माणविधि--वातघ वर्ग और 
काकोल्यादिगण की औषधियों तथा स्नेह वारे वीजों को 
समान भाग में लेकर चतुर्गुण अम्लगण के साथ मिला, 
पेया के समान, न तो aga पतली भौर न गाढ़ी उत्कारिका 
( छप्सी) चनानी चाहिये । 

तेषां च स्वेदनं कायं स्थिराणां वेदनावताम्‌ | 
दुर्गन्धानां क्लेदवतां पिच्छिलानां विशेषतः ॥ ५३॥ 
स्थिर ( अचळ ) वेदनायुक्त, दुर्गन्धित, सडे गले हुये 
और विदोपकर sete बणों का स्वेदन करना चाहिये ॥ ५३॥ 
कपायः शोधन कायं शोधने, प्रागुदीरितेः । 
अन्तः शल्यानशुयुखान्‌ गम्भीरान्‌ मांससंश्रितान्‌ ५४ 

२७, कपाय-अन्द्र शल्य तथा छोटे मुख वाले, गहरे 
और मांस में स्थित ब्रणों का शोधन, पूर्वकथित शोधन 
कपायों के साथ करना चाहिये ॥ ५४॥ 

विमश्वः-- शोधनकपाय-शह्विन्यङ्गोठसुमन'करवीरघुवचंलाः | 
शोधनानि कषायाणि वर्गश्वारग्वधादिकः ॥ ( सु. सू. अ, ३७) 

शोधनद्रव्ययुक्ताभिवे्तिभिस्तान्‌ यथाक्रमम्‌ | 
पूतिमांसम्रतिच्छन्नान्‌ महादोषांश्च शोधयेत्‌ ॥ ५५॥ 

२८ वर्ति और २९. कल्क- शोधनद्रव्यो से युक्त वर्तिं के 
द्वारा यथाक्रम से ( सूचम, स्थूल, स्थूळतर और स्थूलतम ) 
दुर्गन्धित मांस से ढके हुए और अत्यन्त दूषित ( वात-कफ 
से) suit का शोधन करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

sped nds शब्द का hea विशेष अथे 
में किया गया हे Fa तो वहुवचनान्त होने क॑ कारण इस 
waa तीनों दोषों के अर्थ का ही वोध होता है, किन्तु यहाँ 


ऽ ुश्रुतसंहिता 


बणशोधन का प्रस्न उपस्थित है और पित्त की शुद्धि के 
लिये ोधनद्रन्य-सिड ga के प्रयोग का एथक निर्देश 
किया गया हे, अत' वात, कफ से दूपित अर्थ में ही “मदा 
दोषान्‌? शब्द चरितार्थ हो रहा दे। सशोधनवर्ति तथा कल्क 
निर्माण के लिये ओपधियों का उल्लेख मिश्रक अध्याय सें 
किया गया है । 
कल्कीकृतै यथालाभं afigen: पुरोदितेः | 
पित्तप्रदुष्टान्‌ गम्मीरान्‌ दाहपाकमप्रपीडितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
कार्पासीफलमिश्रेण जयेच्छोधनसर्पिपा | 
उत्सन्नमांसाचरि्निग्धानल्पस्रावान्‌ ब्रणांस्तथा ॥५७॥ 
सर्पपर्नेहयुक्तेन घीमांस्तैलेन शोधयेत्‌ | 
तेलेनाझुध्यमानानां शोधनीयां रसक्रियाम्‌॥ ५५॥ ' 
ब्रणानां स्थिरमांसानां gate द्रव्येरुदीरितेः | 
कपाये विधिवत्तेपां कृते चाधिश्रयेत् पुनः ॥ ५६ ॥ 
सुराजा सकासीसां दद्याद्चापि मनःशिलाम्‌ | 
हरितालं च मतिमांस्वतस्तामवचारयेत्त ॥ ६०॥ 
मातुलुद्दरसोपेतां सधचीद्रामतिमर्दिताम्‌। , 
नणेपु दत्त्वा तां तिप्रेश्नींखीश दिवसान परम ॥६१॥। 
३० aft ३१. तैल ३२. रसक्रिया--पूर्वकथित वतिद्रव्या 
में से जितनी qua हों उनके कर्क के द्वारा घणों का शोधन 
करना चाहिये। पित्त से दूपित, गहरे, दाह तथा पाक से 
पीडित ais शोधन के लिए विनौले के करकर से सिद्ध 
चृत का प्रयोग करना चाहिये । उठे हुए मांस चारे, Ss तथा 
अल्प खाव युक्त घणों का शोधन ( शोधनहव्यों से सिड ) 
सरसों और तिळ के तेल से घुडिमान वैद्य को करना चाहिये । 
( शोधनद्रव्य़ सिङ ) तेळ से जिन at की शुद्धि न हो तथा 
जो स्थिर मांस वाले हों, उनकी शान्ति के लिये पूर्वकयित 
द्रव्या से शोधनीय रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये! रस- 
क्रिया के fea कथित औषधियों के कपायनिर्माण-विधि के 
अनुसार बने हुये छाथ को पुनः पकाकर उसमें फिटकिरी, 
कासीस, मैनसिळ और हरिताळ मिळावे, तथा विजौरे नीवू 
के रस पुव मधु के साथ भली माति रगड कर बुद्धिमान वेद्य 
प्रयोग करं । त्रण में रसक्रिया का प्रयोग तीन तीन दिन पर 
करना चाहिये ॥ ५६-६१ ॥ 
विमश--शोधन दष्य-ददती कण्टकारी च इरिताळ मनः 
शिळा । शोधनानि च योज्यानि ऐले द्रव्याणि शोषने ॥ ( सु० wo 
अ० ३७) रसक्रिया की औषधियों को एक वार बण पर 
रने के बाद तीसरे दिन aes देना चाहिए । इससे अधिक 
दिन घण पर औषधि नहीं रखनी चाहिए अन्यथा अधिक दिन 
तक रसक्रिया का श्रयोग होने से ‘ao वस्तु? के फटने की 
आशका रहती है । रसक्रिया की औपधियाँ-साठसारादिसारेघु 
पटोलत्रिफळासु च | रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेपु च ॥ 

( सु० Fo अ० ३७ ) 
मेदोजुष्टानगम्भीरान्‌ दुगेन्यांश्यूर्णशोधने:॥ ` 
उपाचरेद्‌ भिपक प्राज्ञः शलदणेः शोघनवर्तिजै: ॥६२॥ 

3३, अवचूर्णन--घुद्िमान वेथ, सेद से युक्त, अरुप गहराई 
चाले (उत्तान) और दुर्गन्धित ait का द शोघनद्रच्योँ 


een 


के तथा शोधनवर्ति की औषधियों के चिकने चूण से करे ॥६२॥ 


शुद्धलक्षणयुक्तानां कपायं रोपणं हितम्‌ | 
तत्र कायं यथोदिष्टेद्रव्येबंद्ेन जानता ll ६३॥ 
शुद्ध वरणो में रोपण कपाय का प्रयोग हितकर होता है । 
चुडिमान वेद इस कार्य के लिए पूर्वकथित zeal ( वरादि 
वर्ग ) से लिद्ध कपाय का प्रयोग करे ॥ ६३ ॥ 
अवेद्नानां शुद्धानां गम्भीराणां तथैव च | 
हिता रोपणव्त्यङ्गक्ता रोपणवर्तयः ॥ ६९॥ 
वेदनारहित, शुद्ध और गहरे ब्रणों में रोपण द्रव्यों 
( सोमळता, TER, अश्वगन्धा आदि) से निर्मित रोपणवर्ति 
का प्रयोग हितकर होता है ॥ ६४॥ 
अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानामरोहताम्‌ | 
कल्कः संरोहणः कार्यस्तिलजो मधुसंयुतः ॥ ६५ ॥ 
दुर्गन्धित मांस से रहित तथा मांसळ स्थान में स्थित 
होने पर भी न भरने वाळे घर्णो में रोपण मधुमिश्रित तिल- 
करक का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
स माधुयोत्तथोष्ण्याच्च स्नेहाच्चानिलनाशानः | 
कपायमावान्माधुयीत्तिक्तत्वाच्चापि पित्तहृत्‌ ॥६६॥ 
ओप्ण्यात्‌ कपायभावाच्च तिक्त्वा्च कफे हितः | 
शोधयेद्रोपयेश्चापि युक्तः शोधनरोपणैः ॥ ६७॥ 
यह तिळकल्क मधुर, son और स्निग्ध OF से वायु का 
नाश करता हे। कषाय, मधुर और तिक्त होने के कारण 
पित्त को दूर करता हे तथा उप्ण, कपाय और तिक्त होने से 
कफ में हितकर हे । शोधन और रोपण औपधियों के साथ 
मिलाकर प्रयुक्त किया गया ( तिलकल्क ) शोधन और रोपण 
करता हे ॥ ६६-६७ ॥ 
निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्तः संशोधनः स्मृतः | 
पूवीभ्यां सपिंपा चापि युक्तश्चाप्युपरोपणः ॥ ६८॥ 
निम्वपत्र और मधु के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया गया 
( तिळकएक ) घण का सशोधन करता हे तथा निम्त्रपत्र, 
मधु और घृत से युक्त तिलकल्फ का प्रयोग घण का रोपण 
करता हे ॥ ६८॥ 
तिलवद्यवकल्कं तु केचिदाहुमंनीपिणः | 
शमयेदविद्ग्धं च विद्ग्धमपि पाचयेत्‌ ॥ ६६॥। 
कुछ आचार्य तिळकएक के समान यव (जौ) कल्क को 
भी मानते है। इसके प्रयोग से अपक्क an शान्त होते हैं 
तथा अल्पपक्ष ब्रणों का पाचन होता हे ॥ ६९॥ 


पक्कं भिनत्ति भिन्नं च शोधयेद्रोपयेन्तथा | 
पित्तरक्तविपागन्तून्‌ गम्भीरानपि च अणान्‌ ॥ ७०॥ 
रोपयेद्रोपणीयेन क्षीरसिद्धेन सर्पिपा | 
कफताताभिभूतानां घ्रणानां मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥७१॥ 
कारयेद्रोपणं तेलं भेपजैस्तद्यथोदितेः | 

अबन्ध्यानां चलस्थानां शुद्धानां च प्रदुष्यताम्‌ ॥७२॥ 
डिहरिद्रायुतां कुयौद्रोपणाथो रसक्रियाम्‌ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


& 


समानां स्थिरमांसानां त्वकस्थानां रोपणं मिषक्‌॥ 
चूण विद्ध्यान्मतिमान्‌ प्राक्स्थानोक्तो विधियथा ७३ 
यह पके हुए ब्रणों को फोडता है भौर ge हुए घर्णो का 
शोधन तथा रोपण करता हे । पित्त, रक्त और विष से उत्पन्न 
तथा आगन्तुक एवं गहरे चरणो का रोपण, रोपणीय दर्व्या से 
सिद्ध दुग्ध के द्वारा निकाले गए घृत से करना चाहिए। 
बुद्धिमान चैद्य को कफ और चात से आक्रान्त रणो का 
रोपण पूर्वोक्त ( रोपणीय ) औषधियों से सिद्ध तेल के द्वारा 
करना चाहिए । जिन ब्रणों में पट्टी वाँधना निपिद्ध है ( पित्त, 
रक्त, विप तथा अभिघात से उत्पन्न घग ) तथा जो सन्धि- 
स्थान पर स्थित है एवं शुद्ध होने पर भी जिनमें पुनः दोपो- 
स्पत्ति हो जाती हे उन अर्ण के रोपण के लिए हल्दी और 
दारुहर्दी से युक्त रसक्रिया करनी चाहिए। समान, कठिन 
मांस वाले तथा त्वचा में स्थित ब्रणों के रोपण के लिए सूत्र- 
स्थान में कही गई विधि के अनुसार औषधियों के चूर्ण का 
प्रयोग बुद्धिमान Fa को करना चाहिए ॥ ७०-७३ ॥ 
विमर्श. -प्रावस्थानोक्तो विधिः-पराकस्थाने सूत्रस्थाने उक्तो" 
विधिः येन प्रकारेण । स च प्रकार. किशुकस्ञिफलारोभमिःत्यादिना 
Prize) ( डढहण ) रोपण चूर्ण ः--कह्नुका त्रिफळा रोध कासीस 
अवणाहया | धवाश्वकर्णयोस्त्वक्‌ च रोपण चुर्णमिष्यते ॥ ( सु. 
सूः अ. १७) 
शोधनो रोपणश्चैन विधिर्योऽयं प्रकीर्तितः ॥ ७४ ॥ 
सर्वेत्रणानां सामान्येनोक्तो दोषाविशेषतः | 
एष आगमसिद्धत्वात्तथेब फलदर्शनाव ॥ ७५॥ 
सन्त्रत्रत्‌ संप्रयोक्ततयो न मीमांस्यः कथञ्चन | 
wgea चापि विभजेत्‌ कषायादिपु सप्तसु lal 
भेषजानि यथायोगं यान्युक्तानि पुरा मया । 
आये द्वे पद्चमूल्यो तु गणो यश्चानिजापहः॥ ७७॥ 
स वातदुष्टे दातव्यः कषायादिपु wag! 
न्यग्रोधादिरगणो यस्तु काकोल्यादिश्च यः स्मृतः ॥७८॥ 
तौ पित्तदुष्टे दातव्यौ कषायादिषु सप्तसु | 
आरग्बधादिस्तु गणो wars: परिकीर्तितः ॥ 
तो देयौ ange तु, Gas संयुता गणाः॥ ७६॥ 
जिस शोधन-रोपण विधि का वणन किया गया है, वह 
दोषसामान्य से सभी प्रकार के ( शारीरिक और आगन्तुक ) 
वर्णी के लिए सामान्य विधि है। शास्त्र ( चिकित्सा शास्त्र ) 
में प्रसिद्ध तथा आरोग्य प्रदान करने चाळी इस ( शोधन- 
रोपण ) विधि का प्रयोग मन्त्र की भाँति विना किसी विचार 
( तर्क-वितक ) के करना चाहिए । जिन औपधियों का कथन 
मैंने पहले किया हे उनका विभाजन १. कषाय, २ वतिं, ३. 
कल्क, ४ सर्पि, ५. de, ६ रसक्रिया और ७. चृणं में योग के 
AIAN aa को अपनी बुद्धि से भी करना चाहिए । आरम्भ 
सें कहे गए वातप्न og और चुहत्‌ पञ्चमूल गण का प्रयोग 
सप्तकपायाँ (कपाय, afa, aes आदि) में वात से दूपित मरणा 
के लिए करना चाहिए। जिन न्यग्रोधादि और काकोज्यादि 
गणों का उल्लेख किया जा चुका दै उन दोनों का सप्तकपायों 
में प्रयोग पित्त से दूषित बण के लिए करना चाहिए। 


२ go Fre 


आरग्वधादि और उप्णगण ( सुरसादिगण ) का वर्णन पहले 
किया जा चुका है। कफ से दूषित an में इन दोनों गणों 
का तथा मिश्रित दोष वाले घर्णा में गणों का सम्मिलित प्रयोग 
९ शोधन-रोपण होने के कारण ) करना चाहिए ॥ ७४-७९ ॥ 


वातात्मकानुम्ररुजान्‌ साखावानपि च ब्रणान्‌ ॥८०॥ 
सक्षौसयवसपिर्मिधूपनाडेश् धूपयेत्‌ | 

3४ धूपन--वातदोप, तीब्र वेदना तथा खाव से युक्त 
ait में चौम ( तीली से निर्मित वख ), जो, ga और धूपन 
द्रव्यों ( श्रीवेष्टक, सजेरस आदि ) से धूप देना चाहिए ॥८०॥ 

परिशुष्काल्पमांसानां गम्भीराणां तथेव च ॥ ८१॥ 
कुयोदुत्सादनीयानि सर्पीष्यालेपनानि च। 
सांसाशिनां च मांसानि भक्षयेद्विधिबन्नरः ॥ ८२॥ 
विशुद्धमनसस्तस्य मांसं मांसेन वर्धते | 

३५ उत्सादन-सूखे हुए, अरपमांस वाले तथा गहरे रणो 
में उत्सादनीय ( निम्न त्रण को ऊपर उठाने वाले ) व्रव्यां से 
सिद्ध घृत और लेप का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को 
मांसाहारी जन्तुओं का ata विधिपूचंक खिलाना चाहिए। 
मांस सेवन से विशुद्ध मन चारे (शोक, क्रोध आदि से 
रहित ) व्यक्ति के मांस की वृद्धि होती है ॥ ८१-८२ ॥ 

उत्सन्नसृठुमांसानां त्रणानामवसादनमू ॥ ८३॥ 
कुयोदू दरव्येर्यथो दिष्टे्चूर्णितेर्मधुना सह। 

३६ अवसादन-उभरे हुए BE मांस चाले ब्रणों का 
अवसादन ( उठे हुए त्रण को नीचा करना) पूर्व कथित 
( कासीसादि ) औषधियों के चूर्ण में ag मिलाकर करना 
चाहिए॥ ८३॥ 

कठिनानाममांसानां दुष्टानां मातरिश्वना ॥ ८8 ॥ 
मृद्वी क्रिया विधातव्या शोणितं चापि मोक्षयेत्‌ | 
वातन्रौषधसंयुक्तान्‌ स्नेहान्‌ सेकाश्च कारयेत्‌ ॥८५॥ 

३७ सृदुकर्म-कठिन, अद्पमांख वाले एवं वात से दूषित 
ate झूदुकर्म और रक्तमोक्षण तथा वातक्ष औषधियों से 
युक्त स्नेह और सेक का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८४-८५ ॥ 


मृढुत्वमाझुरोहं च गाढो बन्धः करोति हि | 

ब्रणेषु म्रदुमांसेषु दारुणीकरणं हितम्‌ ॥ 

घवप्रियङ्गवशोकानां रोहिण्याश्व त्वचस्तथा ॥ ८६ ॥ 

त्रिफलाघातकीपुष्परोधरसजेरसान्‌ समान्‌। 

कृत्वा GRA चूणीनि जणं तेरवचूणयेत्‌ || ८७ ॥ 

३८ दारुण कर्म--कसकर पट्टी बाधने से त्रण में कोमळता 

आती है और वह शीघ्र भरता हे । सदु मांस चारे ait में 
दारुण कर्म (ao को कठिन बनाने वाली क्रिया) हितकर 
होता है। धव, फूलम्रियु, अशोक, कडुतुम्वी की छाछ, दरड, 
बहेड़ा, ऑवला, घाय के फूल, छोध और राळ का समान 
भाग में महीन चूर्ण वना कर बण पर छिडकना चाहिए ॥ 

उत्सन्नमांसान्‌ कठिचान्‌ कण्ड्युक्तांश्रिरोत्यितान्‌ | 

तथैव खलु दुःशोध्यान्‌ शोधयेत्‌ ACHAT UST] 


१० 


ुशरतसंहिता 


३९ क्षार कर्म--उसरे हुए सांस वाले, कठिन, खुजली 
युक्त, चिरकाळ से उत्पन्न तथा कठिनाई से शुद्ध होने वाले 
ब्रणों का शोधन क्षार कमं के द्वारा करना चाहिए ॥ ८८ ॥ 


त्रबतोऽश्मभवान्तून्रं ये चान्ये रक्तवाहिनः | 
निःशेषच्छिन्तसन्धींश्च साघयेदग्निकर्सणा || ८६ ॥ 
४० अञ्नि कर्म-मूत्र वहाने वाले, अश्मरीजन्य तथा रक्त 
वहाने चाळे अन्य घण एवं सम्पूर्ण रूप से करी हुई सन्धियों 
वाले त्रण को अप्निकर्म से सिद्ध (नीरोग) करना चाहिए ॥८९॥ 
दुुठत्वात्तु शुक्लानां कृष्णकर्म हितं भवेत्त्‌ | 
भल्लातकान्‌ वासयेत्त क्षीरे प्राडयूत्रभावितान्‌ | 
ततो द्विधा च्छेदयित्वा लोहे कुम्भे निघापयेत्त ॥६०॥ 
छुम्भेऽन्यस्मिन्‌ निखाते तु तं छुम्भमथ योजयेत्‌ | 
सुखं सुखेन सन्धाय गोमयेदीहयेत्ततः ॥ ६१॥ 
यः स्नेहच्श्यवते तस्माद्म्राहयेत्तं MATS | 
शाम्यानूपशफान्‌ दरवा सुद्मचूणीनि कारयेत्त ॥६२॥ 
तेलेनानेन das घुछमालेपयेदू त्रणम्‌ | 
भल्लातकविधानेन सारस्नेहांस्तु कारयेत्‌ ॥ 
ये च केचित्‌ फलस्नेहा विधान तेषु पूबवत्‌ । ६३॥ 
४१. इष्णकमं-भळीमाति न भरने के कारण श्वेत चर्ण 
वाले ब्रणों सें gory हितकर होता है। पहले ( सप्ताह 
पर्यन्त ) गोमूत्र में रजे हुए भिळावे को दूध में (सात दिन) 
रखे! फिर भिळावे के दो इुकड़े कर लोहे के घड़े में रखे। 
पश्चात्‌ भूमि सें गडे हुए दूसरे घडे के मुख के साथ ( मिळावे 
वाले) घडे का सुख मिलाकर सन्धिवन्धन करके ऊपर से उपळे 
की अशि जलावे । इस विधि से जो स्नेह ( तेळ ) टपके उसे 
धीरे धीरे वेद्य अहण करे। आम्य तथा आनूप देश के पशुओं 
का खुर जळा कर बनाया गया वारीक चूर्ण इस तेल में 
मिळावे और थुछ an पर लेप करे। भल्लातक विधान के 
अनुसार (स्नेह निकालने की उपयुक्त विधि) सारस्नेह 
( साळसारादिगण की औपधियाँ का te) निकाले तथा 
meee ( विभीतक आदि फलों का तेल ) निकालने में 
उपयुक्त विधि का ही अनुसरण करे ॥ ९०-९३ ॥ 
दुरुडत्वातु कृष्णानां पाण्डुकम हितं भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
सप्तरात्रं स्थितं वीरे छागले रोद्दिणीफलम्‌ | 
तेनेव पिष्टं सुःलक्णं सबर्णकरण हितम्‌ ॥ ex ॥ 
४२. पाण्डुकर्म-भलीसाँति न भरने के कारण जो चण 
काले हो यये हाँ उनमें पाण्डुकर्म (त्वचा के समान वर्ण 
करना ) हितकर होता है। रोहिणीफळ ( हरीतकी भेद ) 
को सात दिन बकरी के दूध सें रख कर उसी दूध से बारीक 
पीस ले। त्वचा के समान वर्ण करने के लिए इसका प्रयोग 
हितकर है ॥ ९४-९५ ॥ 
नवं कपालिकाचूर्ण वेडुलं सर्जनाम च । 
कासीसं मधुकं चेव क्षोद्रयुक्त प्रलेपयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
कोरे nett ( मिट्टी का पात्र विशेष ) के चूर्ण, वेत की 
जड, राळ, कासीस और झुलेटी के चूर्ण में मछ मिलाकर 


= 


Fey र्याचे ॥ ९६६॥ 


कपित्थसुदूधृते मांसे मूत्रेणाजेन पूरयेत्‌ | 
कासीसं रोचनां तुत्थं हरितालं मनःशिलाम्‌ ॥ ६७॥ 
वेणुनिर्लेखनं चापि प्रपुन्नाउरसाञ्जनम्‌ | 
अधस्ताद्जुनस्यैतन्मासं भूमी निधापयेत्‌ ॥ 
AANA ततस्तेन कृष्णमालेपयेद्‌ त्रणम्‌ ॥ ६८॥ 
कैथ के अन्द्र का गूदा निकालकर उसे बकरी के मूत्र से 
भर दे। उसमें कासीस, गोरोचन, तृतिया, हरिताल, मेनशिल, 
बाँस की छाल का चूर्ण, चकवड़ का वीज और रसोत मिला 
कर पुक मास तक अजुन वृक्ष की जढ़ के नीचे जमीन में 
गाड कर रखे एक मास उपरान्त काले त्रण पर इसका 
लेप करे ॥ ९७-९८॥ 
ङुक्कटाण्डकपालानि कतकं मुघुकं समम्‌ ॥ ६६॥ 
तथा समुद्रमण्डूकी मणिचूर्ण च दापयेत्‌ | 
शुटिका मूत्रपिष्टास्ता ब्रणानां प्रतिसारणम्‌ tl १००॥ 
४३, प्रतिसारण-मुर्गी के अण्डे का छिलका, निर्मली, 
yet, समुद्रमण्डकी (सझुक्ताशुक्ति) आर मणिचूण 
( स्फटिक पत्यर, मोती आदि का चूर्ण ) को समान भाग में 
छे, गोमूत्र के साथ पीस कर गोळी वनावे। इस गोळी से 
प्रतिसारण ( घर्षण ) कम करे ॥ ९९-१०० ॥ 
हस्तिदन्तमसीं कृत्वा get चेव Tare | 
रोमाण्येतेन जायन्ते लेपात्पाणितलेष्वपि ॥१०१॥। 
४४ रोमसअनन--हाथीदाँत को जलाकर ( कोयला 
वनाकर ) चूर्ण करके उत्तम रसोत (बकरी के दूध के साथ ) 
में मिलाकर लेप करने से wet और तळवे में भी वाळ 
उत्पन्न होते ह ॥ १०१ ॥ 
चतुष्पदानां त्वमोमखुरश्शद्वास्थिभस्मना | 
तेलाक्ता चूर्णिता भूमिर्भवेद्रोमबती पुनः ॥ १०२॥ 
चौपायों ( पशुओं ) की त्वचा, वाळ, खुर, सींग और 
हड्डी की भस्म को ( रोमरहित ) तेल पुते हुए भाग पर 
चुरकने से पुनः रोम उत्पन्न हो जाता हे ॥ १०२॥ 
कासीस नक्तमालस्य पल्लवांश्चैव संहरेत्‌ | 
कपित्थरसपिष्टानि रोमसंजननं परम्‌॥ १०३॥ 
कासीस और करञ्ज के पत्तों को कैथ के रस से पीस कर 
किया गया लेप वाळ उत्पन्न करने के लिए उत्तम प्रयोग हे ॥ 
रोमाकीणों AN यस्तु न सम्यगुपरोहति । 
श्रुरक्तरिसन्दंशोस्तस्य रोमाणि निर्हरेत्‌ || १०४॥ 
४५ छोमापहरण--वालों से भरा होने के कारण जो त्रण 
भळीमांति न भरता हो, उस तण के वालों को, छुरा, केंची 
तथा संदुंशयन्त्र ( चिमटी ) से निकाल देना चाहिए ॥ 
(शङ्कचूर्णस्य भागौ दो हरितालं च भागिकम्‌ | 
झुक्तेन सह पिष्टानि लोमशातनमुत्तमम्‌ ) | १०५॥ 
(शंख का चूण दो भाग और हरिताळ एक भाग को शुक्त 
( फल सिद्ध (अम्ल ga) के साथ पीस कर खेप omar 
वाळों को गिराने के लिए उत्तम प्रयोग है )॥ १०५॥ 


~ 


eq: १ ] 
390: 0 a ne 
तेलं भल्लातकस्याथ BG तथेव च! 
अगुह्यकत्र मतिमान्‌ रोमशातनमुचमम्‌ | १०६॥ 
बुद्धिमान वद्य मिलावे के तेल और थूहर के दूध को 
एकत्र मिलाकर वालों को चिराने के लिए प्रयोग करे ॥१०६॥ 
कदलीदीचंदृन्ताभ्यां भस्मालं लवणं शमी | 
वीजं शीतोदपिष्टं वा रोमशातनमाचरेत्‌ || १०७ ॥ 
केला और नरक की भस्म ( जलाकर वनाई गई राख ), 
दरिताल, सेन्वानमक न्वानमक भोर श्रमी के बीज को शीतळ जळ से 
पीस कर वार्ले को गिराने के लिए श्रयोग करना चाहिए ॥ 
आगारगोविकाएुच्छं रम्भाऽऽलं Seager | 
दरवा तद्भस्म थे जि, 
eal तद्भस्म तलाम्चु स्यपक्त कचान्तक्ृूत्‌ 1१०८॥ 
_ आयारगोविका की पूँछ, कळा, हरिताल और इद्दुदीवीज 
को जलाकर बनाई गईं भस्म सें de तथा जळ मिला कर 
धूप में पकाया जावे । यह रोमनागक योग दे ॥ १०८॥ 
विमर्शः--आगारगोधिका को बंगाल मन्व में बाह्मणी 
कहते हं 1 यह सपं की तरद चमकदार और रेखाड्ित fg 
आकार में छोटी भोर पेर वाली होती हे, देहाती चेत्र के घरों 
में चह AGN देखी जाती ह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में 
इसे ‘ated कहत हूं । 
TAS बणो यस्तु हक्षशचात्यर्थवेदनः | 
अथः काय विशोपेण तत्र वस्तिर्विघीयते 1 १०६॥ 
४६. वत्तिवर्म-वाञु से दूषित, ey और तीब्रवेदनावाळे 
वथा विशेष कर शारीर के अधो भाग में स्थित aot में चस्ति 
कमे करना चाहिए ॥ १०९ ॥ 
मृत्राधाते मूत्रदोपे शुक्रदोपेऽइमरीन्रणे | 
तर्थेत्रातंबदोपे च चस्तिरध्युत्तरो fea: ॥ ११०॥ 
४७, उत्तववस्ति-मृत्राबात, PAN, छुक्रदोष और अश्म- 
रीजन्यत्रग तथा आर्चवदोप में उत्तरवस्ति हितकर होती ह ॥ 
चस्माच्छध्यति Son < 
च्लुध्यति चन्वेन त्रणो याति च मादवम्‌ | 
रोइत्यपि च निःराङ्कस्तस्माद्वन्धो विधीयते ॥ १११॥ 
४८, वन्य ( Bandage )--पद्ठी बाँधने से त्रण शुद्ध होता 


है, उसमें खदुता आती दे चथा fag रूप से (aac 
आदि के ल्गने की ara से रहित ) भरता ह, अतः बण मं 
w ~ 


पद्दी बॉबनी चाहिए ॥ १९१ ॥ 

स्थिराणामल्पमांसानां रौच्यादनुपरोहताम्‌ | 

पत्रदानं भवेत्‌ काय थवादोर्घं यथतु च ॥११२॥ 

४९. पत्रदान-ौस्थिर, अत्पमांसवाले चथा रूछता के 

कारण न भरनेवाले at में, दोष और ऋतु के अनुसार 
पत्रदान (AN पर लेप ळगाकर ऊपर पचा रखना ) करना 
चाहिए ॥ ११२॥ 

एरण्डभूलपृतीकहरिद्राणां तु वातजे | 

पत्रमाश्चचल चच काइमरीपत्रमेच च ॥ ११३ ॥ 

पत्राणि क्षीखल्लणामीदकानि तथैव च | 

दूषित रक्तपित्ताभ्यां रणे दद्याद्विचक्षणः ॥ ११४ ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


११ 


TISAI, 


वातज बणमें-रंड, भोजपत्र, कर्ज तथा हल्दी की पत्ती 
रखनी चाहिए । रक्तपित्त से दूषित बग में-अश्ववळा (पोई), 
गम्भारी, STs ( वट, गूलर आदि ) तथा ales ( कमळ 
आदि के ) पत्तों का प्रयोग बुद्धिमान वेद्य को करना चाहिए ॥ 
पाठामृत्रोगुड्डचीनां काकमाचीहरिद्रयोः | 
पत्रं च शुकनासाया योजयेत्‌ कफजे SA ॥११५॥ 
कफजत्रण में--पाठा, मूर्वा, गिलोय, मकोय, sett और 
शुकनासा ( चर्मकार वट ) के पत्तों का प्रयोग करे ॥ ११५॥ 
अकर्कशमविच्छिन्नमजीण सुकुमारकम्‌ । 

अजन्तुजग्धं Be च पत्रं गुणबदुच्यते ॥ ११६॥ 

_ जो पत्ता खुरद्रा न हो, फटा न हो, नया हो, पतला हो, 
जोर कीड़ों से खाया हुआ न हो तथा कोमळ हो वह 
( पत्रदान के छिए ) गुणकारी होता है ॥ ११६॥ 

स्नेद्दमोषघसारं च पट्टः पत्रान्वरीकृतः | 

नादचे यत्ततः पत्रं लेपस्योपरि दापचेत्‌ ll ११७ ॥ 

पत्ते को लेप के ऊपर रख कर पट्टी बाधने से लेह 
( शतधीत घृत आदि ) और औपधि का सार ( वीर्य ) पट्टी 
सें नहीं कगता इसलिए लेप के ऊपर पत्ता रखना चाहिए॥११७॥ 
शैत्यौष्ण्यजननार्थाथ स्नेहसंग्रहणाय च । 
दत्तीषषेषु दातव्यं पत्रं वैद्येन जानता ॥ ११८॥ 
hase भौर उष्णता उत्पन्न करने तथा स्नेह को 
बचाने के लिए, विद्वान वेद्य को लेप के ऊपर पत्ता रखना 
चाहिए ॥ aie Nl 


सचिका त्रणमागत्य निःक्षिपन्ति यदा कृमीन्‌ | 
caught तेस्तु जायते श्वशदारुणः ॥ ११६॥ 
तीव्रा रुजो विचित्राश्च Tareas जायते | 
सुरसादिहिवस्तत्र धावने पूरणे तथा ॥ १२० ॥ 
सप्तपर्णकरज्ञाकनिम्वराजादनत्वचः । 
हिता गोमूत्र॑पिष्टाश्च सेकः क्षारोदकेन वा ॥ १२१ ॥ 
प्रच्छाय मांसपेश्या बा कृमीनपहरेंद्‌ त्रणात्‌ | 
विंशतिं कृमिजातीस्तु बच्याम्युपरि भागशः ॥१२२॥ 
५० इमिन्त--अंग पर deme मक्खियाँ जब कृमि उत्पन्न 
कर देती हैं । तव उन कृमियों के कारने से an में अत्यन्त 
कष्ट देनेवाला शोथ उत्पन्न हो जाता HI उसमें तीन और 
विचित्र ( तोद, दाह, कण्डू आदि नाना रूपवाली) वेदना 
तया Tea होता डे 1 इस अवस्था में सुरसादि गण की 
औषधियों का प्रयोग ao के धोने तथा भरने के लिए हितकर 
होता है । छतिवन, कर्ज, मदार, नीम और खिरनी की 
gle को गोमूत्र में पीसकर लेप करना अथवा क्षारयुक्त जल 
से सेक करना हितकर होता दे। मांस के इकडे से ( न्रण 
को ) ढक कर कृमियों को घ्रण से बाहर निकालना चाहिए । 
बीस प्रकार की कमि जाति का वर्णन उचरतन्त्र ( हृमित्रति- 
पेघीय अध्याय ) में किया जावेगा ॥ ११९-१२२ ॥ 
दीर्घकालातुराणां तु छशानां त्रणशोषिणाम्‌ | 
बृंहणीयो विथिः सर्वः कायाभि परिरक्षता ॥१२३॥ 


१२ 


rr 


ु्ुवसंहदिता 


५१ बृहण--चिरकाळ से रूण, कृश एवं ANA शुष्क | सर्वत्रणिभ्यों देयस्तु सदा55हारो विजानता ॥१३०॥ 


(gaa) ब्यक्ति के लिए जाठरामि की रक्षा करते हुए सभी 
प्रकार की वृहण (शारीर को पुष्ट करने वाली ) विधि का 
अयोग करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 

विपजुष्टस्य विज्ञान विपनिश्चयमेव च | 

चिकित्सितं च वक्ष्यामि कल्पेषु प्रविभागशः ॥१२४॥ 

५२ बिपङ्न~ विष से युक्त ( अन्नपान आदि) का लक्षण 
दिप ( स्थावर-जगम आदि) की परीक्षा और उसकी 
चिकित्सा करप स्थान में एथक २ कही जावेगी ॥ १९४ ॥ 

कण्ड्मन्तः सशोफाञ्च ये च जनूपरि ब्रणाः | 
शिरोविरेचनं तेषु विद्याव्कुशलो भिपक्‌ ॥१२५॥ 

५३ शिरोग्रिचन--कुशल वेद्य खुजली वाले, शोथ युक्त 
और कण्ठ प्रदेश के (Cagadisaat: सन्धिः) ait में 
शिरोविरेचन का भ्रयोग करे ॥ १२५॥ 

रुजावन्तोऽनिलाविष्टा रक्षा ये Perse: | 
प्रणेपु तेपु कतेव्यं नस्यं वैद्येन जानता ॥ १२६॥ 

०४ नम्य-विद्वान वेच पीडायुक्त, वायु से आक्रान्त, 
eg और aus प्रदेश से ऊपर के at में नस्य (ae 
नस्य ) काप्रयोग करे ॥ १२६ ॥ 

दोपग्रच्यावनाथोय रुजादाहक्षयाय च} 
जिह्यादन्तससुत्थस्य हरणा्थ मलस्य च ॥ १२७ || 
शोधनो रोपणश्चैव अरणस्य सुखजस्य बै | 
उष्णो वा यदि वा शीतः कबलग्रह इष्यते ॥ १२८॥ 

५० कवलघारण--दोर्षा को निकालने के लिए पीड़ा और 
दाह की शान्ति के लिए fe तथा दातों में wt हुए मळ 
को साफ करने के लिये एवं सुख मे उत्पन्न घण के शोधन 


तथा रोपण के fey उप्ण अथवा शीतळ कचळघारण हितकर 
होता हे ॥ १२७ १२८॥ 


FATAL रोगान्‌ AA कफ्वातजान | 
शोफसाचरुजायुक्तान, धूमपानेरुपाचरेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

५६ वूम--कण्ठ प्रदेश से ऊपर के रोगों की और कफ- 
वातजन्य तथा शोथ, खाव एवं पीडा से युक्त घणों की 
चिकित्सा gaara से करनी चाहिये ॥ १२९॥ 

क्षतोष्मणो निम्नहार्थ सन्धानार्थ तथैव च | 
सद्योत्रणेष्वायतेगु छोद्रसर्पिर्चिधीयते ॥ १३० ॥ 

५७, मधुयर्पि--छतजन्य San को रोकने तथा घण को 
जोड़ने के लिये, नवीन एव चौढे बण में अधुसर्पि का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १६०॥ 

अवगाढास्त्वगुसुखा ये त्रणा: शल्यपीडिताः | 
निङृत्तहर्तोद्धरणा अन्त्रं तेषु बिधीयते ॥ १३१ ॥ 
५८ यन्त्र--गहरे, बहुत छोटे सुसवाले, दास्य से युक्त 
तथा जिन चर्णो में से हाथ द्वारा शल्य निकालना सम्भव न 
हो उनमें यन्त्र का प्रयोग करना चाहिये tt ३३१ ॥ 


लघुमात्रो aga Rarer उष्णोऽग्निदीपन्ः | 


५९ आहार-विद्वान्‌ वैध सभी प्रकार के घणरोगिर्यो को 
wy सान्ना ( परिमाण में अल्प ) और wg दर्व्यो (गुण में 
रघु शालिघान्य आदि ) का Rava, उप्ण अभिदीपन भाहार 
प्रदान करे ॥ १३२॥ 


निशाचरेभ्यो रद्यस्ठु नित्यमेव क्षवातुरः | 
रक्षाविधानेरुदिष्टैयेमेः सनियमेस्तथा | १३३॥ 
६०, रक्षाविधान- पहले कहे गए रक्षाविधान, ( गुग्गुल 
आदि का धूपन एवं आदुर्वेदविहित मन्त्रों का प्रयोग ) तथा 
यम और नियम के द्वारा चत से पीडित,व्यक्ति की निशाचरों 
से रषा अहनिश करनी चाहिए ॥ १३३ ॥ 
विमर्दा-पमै. सनियमैरिति। पञ्च यमा नियमाश्च va! 
यम का रच्तण--अदिसा सत्यमस्तेय महक्षचर्य तयैव च । व्यवहार” 
निवृत्तिश्च यमाः पञ्च प्रकीतिताः॥ नियम का ळक्ण--अक्रोषो 
germ शौचमादारलाघवम्‌ । अप्रमादश्च पञ्चते नियमाः 
परिकीत्तिताः ॥ 


पण्मूलोऽष्टपरिमाही पञ्चलक्षणलक्षितः | 
पष्ट्या विधानेनिरदिछेश्चतुर्सिः साध्यते ब्रणः 11१३४॥ 
६ कारण, आठ अधिष्ठान, और पांच लक्षणा से पहचाने 
गए घण की चिकित्सा निर्दिष्ट ( पूर्व कथित) ६० उपक्रमो 
तथा 'चतुप्पार्दी के द्वारा की जाती है ॥ १३४ ॥ 
विमद्-( १) बण के पण्सूल ( ६ कारण )--बात- 
पित्तकफशोणितसल्निपातावन्तवः षडेव सूलकारणानि यस्य स 
पण्मूल, । (२) अष्टपरिग्राही ( भविष्ठान ) त्वड्माससिराखायु- 
सन्ध्यम्थिकोष्ठ मर्मा णीत्यष्टी नणवस्तूनि परिगृद्ध नीति अष्टपरिश्राह्दी | 
परिग्रहो5पिष्ठानम्‌ आश्रय इत्यर्थः । ( ३ ) पञ्चळक्षण--(गन्ध-वे) 
स्रायवेदनाकइतिमिलक्षणैलेक्षित #नि । (४) साठ बिप्लानों 
(उपक्रमो ) का चर्णन ऊपर किया गया दै! (५) चतुर्भिः 
( चतुष्पाद )--( चतुमिर्वेद्याचुरपरिचारकीपपंरित्यर्थः | डल्हण 
योऽल्पौपधक्षतो योगो बहुमन्थभयान्मया । 
द्रव्याणां तत्समानानां तत्राबापो त दुष्यति ॥१३४॥ 
ग्रन्यचिस्तार के भय से अल्प औषधियों से युक्त जिन 
योगों का वणन मैंने किया है, उन योगों सें तुल्य गुण चाळे 
अन्य Feat का आवाप ९ निक्षेप ) दोषयुक्त नहीं है ॥ १३५ ॥ 
म्रसङ्गाभिहितो यो वा बहु डुलेभभेषजः | 
यथोपपत्ति तत्रापि कार्थमेब चिकित्सितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
प्रसंगवश कहे गए अनेक दुलेभ औषधियों वाले योगों 


में से जितने द्रव्य उपलब्ध हो सक, उन्हीं से चिकित्सा कायं 
करना चाहिए ॥ १३६॥ 


- गणोक्तमपि यदू द्रव्यं मवेव्याघावयौगिकम्‌ | 
तहुद्गरेयौगिक तु प्रक्षिपेदप्यकीर्तितम्‌ ॥ १३७॥ 
गणों में निर्देश यदि कोई zea व्याधि की दृष्टि से 
उपयुक्त न हो तो उसे निकाल देना चाहिए तथा योग से 


सम्बद्ध किन्तु गण में नहीं कहे गए अन्य द्रव्य का भी मिश्रणं 
कर लेना चाहिए ॥ १३७॥ 


उपद्रवास्तु द्विविधा त्रणस्य ब्रणितस्य च | 
तत्र गन्धादयः पव्व ब्रणस्योपद्रवाः स्मृताः sl! 
उपद्रव दो प्रकार के होते है (१) ब्रण के और (२) 
मण से पीडित के। उनमें गन्ध आदि पांच ब्रण के उपद्रव 
कहलाते हैं ॥ १३८ ॥ 
ज्वरातिसारी मूच्छी च fear च्छदिररोचकः | 
-धासकासाविपाकाश्च तृष्णा च व्रणितस्य तु ॥११६॥ 
ज्वर, अतिसार, मूर्च्छा, हिचकी, वमन, अरुचि, श्वास, 
कास, अन्न का परिपाक न होना और प्यास ये त्रण से पीडित 
के उपद्रव हैं ॥ १३९ ॥ 
ब्रणक्रियार्वेवमासु व्यासेनोक्तास्वपि क्रियाम्‌ | 
भूयोऽप्युपरि बक्त्यामि सद्योत्रणचिकित्सिते ॥१४०। 
es चिकित्सास्थाने द्वित्रणीय- 
कित्सितं नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ 
—— 


an के उपक्रमो का विस्तार से यहां वर्णन होने पर भी 
आये कहे ज्ञाने वाले 'सथोब्रगचिकित्सित? अध्याय में पुनः 
क्रियाओं का कथन किया जावेगा ॥ १४० ॥ 
इत्यायुवे दृतश्वसंदीपिका-भाषायां ्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
Sa ट्ट 


ह्वितीयाऽध्यायः 


अंथातः संोत्रणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर सद्योत्रण-चिकित्सा विधि का वर्णन किया 
जा रहा है, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (gga wale 
शिप्यों से ) कहा ॥ १-२॥ : 
धन्वन्तरिर्घर्मश्रतां वरिष्ठो वाग्विशारदः | 
frafiagd शिष्यमृषिं सुश्ुतमन्वशात्‌ ॥ ३॥ 
alae में प्रधानतम, अर्थयुक्त हृदयआही नवीन वाणी 
चोळने वाले धन्वन्तरि ने, अपने शिष्य, विश्वामित्र के पुन्न, 
ऋषि gaa को शिक्षा दी ॥ ३॥ 
चानाधारामुखैः शख्जेनोनास्थाननिपातितेः | 
नानारूपा ब्रणा ये स्युस्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥9॥ 
विविध रूप के घार तथा सुख वाळे wal का महार 
शरीर के विभिन्न स्थानों पर होने से नाना प्रकार के जिन 
त्रणों की उत्पत्ति होती है, उनका SIT कहता हूँ ॥ ४॥ 
विमशः-न्रण की आकृति के निर्देशक तीन कारणों का 
उल्लेख ऊपर क्या गया हे। (१) शख की धार (२) शास्र 
का सुख तथा (३) शरीर का वह प्रदेश जहाँ. शखासिघात 
हुआ हो घण की आकृति निर्धारित करते ह। (१) शसख की 
धार यदि तीचण हे तो उससे उत्पन्न घण में भोधरे ( Blunt ) 
sta से निर्मित घण की ater मिन्नता रहेगी, चाहे अभिघात 
का स्थान एक ही Tat न हो Medical juris prudence में 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१३ 


नेण की आकृति से ही चोट पहुंचाने वाळे wer का अनुमान 
किया जाता है। (२) झार का मुख भी बण की आकृति 
वनाता है । यदि शख भाले की तरह नोकीला है तो उससे 
उत्पन्न मरण की भाकृति तलवार आदि छम्बे-चौडे मुख वाले 
शखजन्य बण की अपेक्षा भिन्न होगी । शख्र का जैसा सुख 
होगा अभिघात वश चह शरीर पर वैसा ही त्रण वनावेगा। 
(३) बण की आकृति के निर्माण में शरीर का वह प्रदेश 
भी भाग लेता हे, जहां शखरामिघात होता है। शिर छाती 
तथा पीठ जेसे प्रशस्त प्रदेश के बण, हाथ-पैर आदि संकीर्ण 
स्थान के वर्णा से भिन्न आकृति के होते है। 


आयताश्चतुरख्ाञ्च Ta मण्डलिनस्तथा | 
अघंचन्द्र्रतीकाशा विशालाः कुटिलास्तथा ॥ ५ ॥ 
शरावनिम्नमध्याश्व यवमध्यास्तथाऽपरे ॥ 
एवंप्रकाराकृतयो भवन्त्यागन्तवो ब्रणाः। 
दोषजा वा स्वयं सिन्ना न तु वैद्यनिमित्तजाः | 
भिषखणाकृतिज्ञो हि न मोहमधिगच्छति ॥ ६॥ 
चौडे, चौकोर, त्रिकोण, गोल, wage, विस्तृत, 
टेढे, शकोरे की भांति वीच में दबे हुए तथा जौ के समान 
सध्य से उठी हुई आकृति वाळे, वातादि data उत्पन्न 
अथवा स्वयं फटने वाले आगन्तुक घण होते हैं, ये aor Seif 
के द्वारा बनाए गए नहीं होते ॥ “-६॥ 
भयङ्कर स्वरूप वाले तथा विकृत aot को देखकर ait 
की आकृति को जानने वाला वेद्य घवडाता नहीं है। 
विमर्श--बैद्य निर्मित बण का छक्षण--आयतश्र विश्ञालश्च 
स॒विभक्ते निराश्रयः। प्राप्तकालङ्नश्चापि ब्रणः कर्मणि शस्यते ॥ 
(सु. सूः भ, ५) 
भृशां दुदशरूपेघु aay विकृतेष्बपि ॥ ७॥ 
अनन्ताकृतिरागन्तुः स भिषग्मिः पुरातने: | 
समासतो लक्षणत. षड्विधः परिकीर्तितः ८॥ 
छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षत पिच्चितमेव च | 
घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ६॥ 
Sars आकार के आयुन्तक मरणो को प्राचीन वैद्यं ने 
लक्षण के अनुसार सच्षेप में ६ मकार का माना हे।( १) 
fea (२) भिन्न (३) विद्व (४) va (५) पिशित 
और Gor घृष्ट । इनका लक्षण कहा जा रहा हे ॥ ७-९॥ 
विमझ'-आगन्तुक aot की आकृति झुख्यतः-प्रहार में 
प्रयुक्त Tats स्वरूप पर आश्रित रहती है। छिन्न और 
भिन्न बण तीचणधार वाले ( तलवार भादि ) शर्त्रों द्वारा 
बनते हे । अत्यन्त छोटे मुख चाले Tat ( वाण आदि) से 
विद्व suit की उत्पत्ति होती हे तथा पिञ्चित और शष्ट न्रणों का 
निर्माण ळाठी-पत्यर आदि पदार्थ करते हैं । पाश्चात्य चिकित्सा 
विज्ञान के अनुसार ait का स्वरूप निम्नलिखित रूप में 
३ प्रकार का होता हैः~The nature of the sound *--- 
(i)Ifthe wound 3s simp'e clean cut throngh 
the skin or other tissues, the appearance of the shin 
quite up to the edge of the wound being unaltered, 
and the surface of the cut smooth, showing the 


१६ oF 


different structure cut through, 1b 15 an 17015९0. 
wound 

(1) Ifthe surface of the wound 18 dark 1n 
colour and uneven and the skin arround ए is livid, 
ecchymosed, and more or Jess cold and benumbed, 
it 13 acontused wound 

(11) If the surface of the wound 1s extremely 
irregular, with long threds of tassue adherent to st, 
16 18 a Jacerated wound, 


(av) There 18 where the depth of a wound 18 
out of proportion to 18 superficial extent, & punc 
tured wound, 


तिरश्वीन ऋजुवो5पि यो sor आआयतो भवेत्‌ | 
mara पातनं चापि छिन्नमित्युपदिश्यते ॥ १०॥ 
चौडी आकृति वाला तिरछा या सीधा तथा दाख प्रहार 
से हाथ आदि अङ्गां के कटकर एथक हो जाने या छटकते रहने 
पर जो त्रण बनता है उसे छिन्न घण कहते हैं ॥ १०॥ 
कुन्तशकत्यृष्टिखङ्गाप्रविपाणादिभिराशयः | 
इतः किश्चित्‌ सवेत्तद्धि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ११॥ 
भाळा, शक्ति ( शक्तिखिसुखी ), ऋष्टि ( सवरी ) और 
तलवार आदि दाखों के अग्रभाग तथा सींग आदि के प्रहार से 
फटे हुए आशार्यो ( जामाशय-पक्काशय आदि) के द्वारा 
कुछ खाव ( अनिर्दिष्ट ga) वद्दाने वाले धरण को भिन्न aor 
कहते है ॥ ११ ॥ 
स्थानान्यामाभिपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च | 
हदुण्डुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ १२॥ 
(१) आमाशय (२) अग्न्यादय (३) पकाशय 
(४) मूत्राशय (५) राशय (६) हृदय (७) उण्डुक 
और (८) फुफ्फुस कोष्ठ कहलाते ह ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूर्ण ज्वरो दाहश्च जायते | 
ूत्रमार्गयुदास्येभ्यो TH ATT गच्छति ॥ १३॥ 
मूच्छोश्वासकडाध्मानमभक्तच्छन्द्‌ एव च | 
बिण्मूत्रवातसङ्गश्च स्वेदा्रायोऽक्षिरिकता ॥ १४॥ 
लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौरगन्ध्यमेच च | 
हृच्छूल पाश्चयोश्वापि विशेषं चात्र मे इणु ॥ १५॥ 
(शाखम्रहार से) आशयों के Berk पर वे रक्त से भर 
जाते ह, ज्वर और दाह होता हे तथा मूत्रमार्ग, गुदा, सुख 
एव नासिका से रक्तत्राव होने लगता ह । मूर्च्छा, श्वास, 
वृषा, आध्यान ( वायु से पेट का Gear), अन्न से अरुचि, 
मट-मूत्र और वायु का अवरोध, पसीने का निकलना, नेत्रा 
मे रक्तवर्ण, सुस से लोह की गन्ध जाना, दारीर में दर्गन्ध 
तथा हृदय और पार् में पीडा होती है। इनके विशेष 
लक्षण सुक्न से सुनो ॥ १३-१५॥ 
आमाशयस्थे रुधिरे रुधिर छर्दयेत पुनः | 
आव्मानमतिमात्र च शूलं च श्रशदारुणम्‌ ॥ १६॥ 


आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर वार बार रक्त का 
चमन, अत्यधिक आध्मान और अत्यन्त भयङ्कर उदरशू 
होता हे ॥ १६॥ 
पक्काशयगते चापि रुजो गौरवमेव च। 
शीतता चाप्यधो नाभेः खेभ्यो रक्तस्य चागमः ॥९७॥ 
पक्काशय में रक्त एकत्रित होने पर दारीर में पीडा और 
भारीपन, नामिम्रदेश के नीचे शीतलता तथा स्रोतों से रक्त 
अवाह होता हे ॥ १७॥ 
असिन्नेऽप्यारायेऽन्त्राणां खेः सूक्मेरन्त्रपूरणम्‌ | 
पिहितास्ये घटे यद्वल्लच्यते तस्य गौरवम्‌ 11१५] 
अन्त्राशय के fra न होने पर भी आंतों के सूचम खोतों 
से उनमें रक्त भर जाता हे और उनमें भारीपन उसी प्रकार 
लक्षित होता दै जिस प्रकार वन्द सुख वाले घडे के सूच्म 
feat से जळ की उपस्थिति का ज्ञान होता हे ॥ १८॥ 
सूच्मास्यशल्याभिहतं यदङ्गं त्वाशयाहिना | 
उत्तुण्डितं निर्गतं वा तद्विद्धमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १६॥ 
छोटे मुख वारे शर्तों के प्रहार से आशय के अतिरिक्त 
अन्य अङ्ग का ( शल्य के साथ) ऊपर उठ जाना अथवा 
शल्य रहित स्थिति में होना विद्ध घण कहलाता है॥ १९॥ 
नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोलेक्षणान्बितम्‌ | 
बिपसं sors यत्तत्‌ क्षतं त्वभिनिर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
न तो अधिक मात्रा में दो डुकंडो में विभाजित और न 
अधिक फटे हुए अपितु ( छिन्न और मिन्न ) दोनों घर्गो के 
लक्षणा से युक्त शरीर के ऊेंचे-नीचे an को was 
कहते हे ॥ २०॥ 
प्रहारपीडनाभ्यां तु यदङ्गं प्थुतां गतम्‌ | 
सास्थि तत्‌ पिच्चितं बिद्यान्मज्जरक्तपरिप्लुतम्‌ ॥२१॥ 
Cart आदि के, प्रहार तथा € किवाड आदि में 
दुवने के कारण अस्थि के साथ ही कुचलकर जो अङ्ग फेल 
जाता है तथा मज्ञा और रक्त से सन जाता है उसे पिच्चित 
त्रण कहते हे ॥ २१ ॥ 
बिगतत्वग्यदङ्गं हि संघषोदन्यथाडपि वा | 
उपाल्तावान्वितं तत्तु धृष्टमित्युपदिश्यते ॥ २२॥ 
We अथवा अन्य प्रकार से अङ्ग के त्वचा रहित हो 
जाने तथा उपा (ae विशेष और स्राव से युक्त घण 
को शृष्ट ्रण कहते हें ॥ २२॥ 
छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते चाऽसूगतिस्नेत्‌ | 
रकतक्षयाट्टुजस्तत्र करोति पवनो श्व॒शम्‌॥ २३॥ 
स्नेहपानं हित त्र तत्सेको _ बिहितस्तथा | 
वेशवारः bs सुखिग्धेश्चोपनाहनम्‌ ॥ २४॥ 
घान्यस्वेदांश्च कुवीत स्निग्धान्यालेपचानि च! 
वातन्नीपथसिद्धेश्च स्नेहेबस्तिविधीयते ॥ २५॥ 
छिन्न, fra, विड तथा क्षत अर्ण से रक्तत्राव अधिक 
होता है। रक्तत्र्‍य के कारण ( कुपित हुआ ) वायु नर्णो में 


अध्यायः २ ] 


अत्यन्त वेदना उत्पन्न करता हे । इसमें खेहपान तथा 
 कोप्णस्नेहसेक ) उपयुक्त होता है। इन घणा में वेशवार 
तथा भलीभांति fer (घृत-तैल से युक्त) कृशरा की 
पुलरिश वांधनी चाहिये। धान्यस्वेद और ख्रिग्ध पदार्थों का 
लेप एवं वातप्र औषधियों से सिद्ध जेहवस्ति का प्रयोग करना 


चाहिये ॥ २३-२५॥ 
विमशं--वेशवार-वेशवारे मिरस्थिरिवन्रसिग्धपिष्टमासैः । 
इरारा-तिलतण्डुळ-माषङ्घना यवागूः। उपनाहनं वन्धनम्‌ । धान्य 
स्वेदो माषादिकोष्णधान्यस्वेद इत्येके, अन्ये तु धान्यं धान्याम्लम्‌- 
अम्लशब्दोत्तरपदलोपेन | डल्हण 
पिच्चिते च Rest च नातिस्रबति शोणितम्‌ | 
अगच्छति wet तस्मिन्‌ दाहः पाकश्च जायते ॥२६॥ 
तत्रोष्मणो निम्रहार्थ तथा दाहप्रपाकयोः | 
शीतमालेपनं कायं परिपेकश्च शीतलः ॥ २७॥ 
fafa और घृष्ट बण से रक्त्राव अधिक नहीं होता। 
Tha न होने के कारण अत्यधिक दाह तथा पाक होता 
है । इसमें त्रण की ऊप्मा तथा दाह और पाक को रोकने के 
लिए शीतळ लेप एवं परिपेकका प्रयोग करना चाहिए ॥२६-२७॥ 


पदरुवेतेषु यथोक्तेषु िन्नादिषु समासतः | 
जञेयं समर्पितं सरवे सद्योत्रणचिकित्सितम्‌॥ २८॥ 
उपयुक्त ६ प्रकार के छिन्न-मिन्न soit की चिकित्सा संक्षेप 
सें चतळाई गई है। इनका प्रयोग सद्योत्रण चिकित्सा में 
करना चाहिए ॥ २८॥ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि छिन्नानां तु चिकित्सितम्‌ ॥२६) 
ये son विवृताः केचिच्छिर'पारश्ाबलम्बिनः | 
तान्‌ सीव्येद्विधिनोक्तेन वश्नीयाद्राढमेब च 118३० 
इसके आगे छिन्न sett की चिकित्सा विधि का वर्णन 
करता £1 चौडे सुखवाळे दिर और पंसवार्डों में स्थित न्णों 
को कही गई विधि ( ऋजुग्नन्वित्वेन सेवन्यादिना ) के अनुसार 
सीना चाहिए तथा कसकर पट्टी बाँधनी चाहिए ॥ २९-३० ॥ 
कर्ण स्थानादपह्तं स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 
सीव्येद्यथोक्तं तेलेन ख्रोतश्चामिप्रतरपयेत्‌॥ ३१॥ 
(करकर ) अपने स्थान से एथक हुए कान को यथा 
स्थान रखकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार सीना चाहिए तथा 
तेल से ( वातघ औपध सिद्ध ) कानों को भर देना चाहिए ॥ 
कुकाटिकान्ते छिन्ने तु गच्छत्यपि समीरणे । 
सम्यङ्निवेश्य बच्नीयात्‌ सीव्येश्वापि निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 
आजेन सपिषा चेवं परिपेकं हु कारयेत्‌। . 
उत्तानोऽन्नं समश्रीयाच्छ्यीत च सुयन्त्रितः ॥ ३३॥ 
आवा यदि कृकारिकान्त प्रदेश ( गले का पिछला भाग ) 
तक कर गई हो और वायु भी बाहर निकल रहा हो तो उसे 
यथास्थान भली भाँति स्थापित कर चारों ओर से सीकर 
पट्टी चाँधनी चाहिए । बकरी के घी से परिपेक करना चाहिए 
तथा उत्तान ( पीठ के वळ लिटाकर भोजन कराना चाहिए 
और यन्त्रो से वाँधकर Gorn चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 


शाखासु पतितांस्तियेक्‌ प्रहारान्‌ बिवृतान्‌ aq | 
सीव्येत्‌ सम्यङ्निवेश्याशु सन्ध्यस्थीन्यमुपूर्वशः॥३४॥ 
बद्धवा वेल्लितकेनाशु ततस्तैलेन सेचयेत्‌ | 
चर्मणा गोफणाबन्धः कार्यो,यो वा हितो भवेत्‌ RY 
हाथ-पेर आदि शाखाओं पर लगे हुए तिरछे और अधिक 
खुले मुख वाले प्रहारों ( ब्रगों ) में, सन्धि तथा अस्थियो को 
भली भाँति यथास्थान स्थित करके पूर्वोक्त विधि के अजुसार 
शीघ्र सी दे और वेल्लित बन्धन (Spiral ७८८८५०) से 
शीघ्र बाँधकर तेल ( वातघ औषध सिद्ध ) के द्वारा सिंचन 
करे। चमड़े से गोफणावन्धन Sling bandage ) अथवा जो 
वन्धन हितकर हो उसका प्रयोग करे ॥ ३४-३५ ॥ 
छठे रणो यस्य भवेदुत्तानं शाययेत्तु तम्‌ । 
अतोऽन्यथा चोरसिजे शाययेत्‌ पुरुष रणे ॥ ३६॥ 
जिस व्यक्ति के पीठ में त्रण हो उसे पीठ के बल (Sara) 
तथा जिसे छाती में ब्रण हुआ हो उसे पेट के वळ लिटाना 
चाहिए ॥ ३६॥ 
विमर्शं -उत्तानं शाययेदिति दोषसुत्यर्थम्‌, अन्यथा अनिर्गच्छन्‌ 
अन्तव्येवस्थियो दोष उत्सन्ग इत्वा विकरोति, अन्यथेति अधोसुख 
इत्यर्थः | उक्तञ्च ‘Stet उत्तानशय्या परिहरेत्‌ | Goat ठ स्तनो- 
रोऽवष्टभ्य, दोषस्त्वन्यथा न प्रसिच्यते, अनि्गच्छन्‌ विकारान्‌ 
उत्पादयति इतिजेच्ञटः। गयी तु षे at यस्य भवेदनुत्तान 
शयीत सः । अतोऽन्यथा चोरसिजे शयीत पुरुषों रणे? इत्ति पठति, 
व्याख्यानयति च-अनुत्तानो$वाडूमुखः अधोमुख. शयीत, उरसिजेषु 
रणेषु अन्यथा उत्तान एव शायीतेति । 
छिन्नां निःशेषतः शाखां दर्वा तैलेन बुद्धिमान्‌ | 
बश्लीयात कोशबन्धेन प्रापनं कार्य च रोपणम्‌ ॥ ३७॥ 
बुद्विमान्‌ चैद्य सम्पूर्ण रूप से कटी हुई शाखा को (som) 


तैल से जलाकर कोश बन्धन ( Sheath bandage) से चोथे 


तथा रोपण कमं करे ॥ ३७॥ 

चन्दनं पकं रोध्रसुत्पलानि प्रियङ्गवः | 

हरिद्रा मधुकं चेव पयः स्याद्त्र चाष्टमम्‌ ॥ ३८॥ 

तेलमेभिर्विपक्त e ° 

तलमेभिर्विपक्कं तु प्रधानं त्रणरोपणम्‌ | 

चन्दनं कर्कटाख्या च सहे मांसाह्दया$मृता ॥ ३६ ॥ 

हरेणवो सृणालं च त्रिफला पद्मकोत्पले | 

ates त्रिबृतमेतद्ठा पयसाऽन्वितम्‌ ॥ ४०॥ 

न» ३ hat e 

तेलं बिपक्तं Gert हितं तु त्रणरोपणे | 

अत ऊर्ध्वं प्रवच्यामि मिन्नानां तु चिकित्सितम्‌ ॥॥४१॥ 

चन्दन, पञ्चाल, लोध्र, नीळ कमळ, flay, हल्दी, झुलेटी 

और aed द्रब्य दूध के साथ पकाया गया तेल बणरोपण 
के लिए उत्तम होता है। चन्दन, काकडासिंगी, मापपर्णी, 
geal, जटामांसी, गिलोय, रेणुकाबीज, खस, हरड, 
बहेडा, ऑवला, Tara और नील कमळ, इन तेरह औषधियों 
के कल्क के द्वारा छत, वसा तथा मजा से युक्त तेळ का पाक 
चतुर्गुण दुग्ध के साथ किया जावे। यह त्रयोद्याङ्ग तेळ 
परिपेक एवं रोपण के लिए हितकर dare । इसके आगे भिन्न 
न्नणों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जाता है ॥ ३८-४१ ॥ 


१६ 


सुश्रुतसंदिता 


विमर्श--त्रिइ्तमिति | त्रिभिधुंतवसामज्नमिदत Ge त्रिवृतम्‌, 
एतत्‌ त्रयोदशाह़ तेळम्‌। गयी तु asset खेइस्जिवृतमित्याद, 
तन्मते त्रिवृतँ पयसा विपक ब्रगरोपणमिति । 
भिन्नं नेत्रमकर्मण्यमभिन्नं लम्बते तु यत्‌ । 
तन्निवेशय यथास्थानमव्याविद्धसिरं शनेः ॥ ४२॥ 
पीडयेत्‌ पाणिना सम्यक्‌ पद्मपत्रान्तरेण तु | 
ततोऽस्य तर्पणं कार्यं नस्य चानेन सर्पिषा ॥ ४३ ॥ 
fra नेत्र अवलोकन आदि अपने कायां के अयोग्य हो 
जाता है। जो नेत्र भिन्न न होकर वाहर निकळ आया हो 
उसे शिराओं की स्थिति में विना वाघा wart यथार्थानं 
स्थापित कर, ऊपर कमल पत्र रखकर, हाथ से धीरे धीरे 
भली-भाँति दवावे । इसके पश्चात्‌ आगे कहे जानेवाले घृत के 
द्वारा तर्पण (नेत्रा मे घृत भरना) और नस्य कमं करे ॥४२ VAN 
आजं घृतं क्षीरपात्रं मधुक चोत्पलानि च ॥ 
जोबकषेभकौ चेव पिष्टा सपिर्विपाचयेत्‌ | 
सर्वनेत्राभिघाते तु सपि रेतत्‌ प्रशस्यते ॥ ४४ ॥ 
सुलेठी, नीळ कमळ, जीवक और ऋपभक को पीस कर 
कल्क बनावे तथा एक आढक दूध में बकरी के घी का पाक 
ati यह घन सभी प्रकार के नेत्राभिघात के लिए उत्तम 
होता है need 
उद्रान्सेद्सो वर्तिर्निगेता यस्य देहिनः ॥ ४५॥ 
कषायमस्ममृत्कीणी बद्धवा सूत्रेण सून्नवित | 
अप्नितप्रेन शखेण च्छिन्द्यान्मधुसमायुतम्‌॥ ४६॥ 
बद्धवा त्रण सुजीणेऽन्ने सर्पिष. पानमिष्यते | 
स्नेहपानाइते चापि पयःपानं विघीयते tl ४७ ॥ 
शर्करामधुयष्टिभ्यां लाक्षया वा खदष्टूया | 
चित्रासमन्वित चेच रुजादाहविनाशनम्‌ ॥ ४८ || 
यदि agra के उद्र से मेद की वतिं बाहर निकल आवे 
तो शाख को जानने वाळा वैद्य उस पर कपाय भस्म (सर्जका- 
जुंनादयस्तेपा भस्म चारः) और काली मिट्टी का चूर्ण 
िइककर सूत्र से ae तथा मधु लगे हुए अझ्नितप्त शस्त्र से 
काटकर पट्टी बाँध दे । रोगी के खाये हुए आहार का भली- 
भाँति पाचन हो जाने पर घृतपान करावे। स्नेहपान के 
अतिरिक्त दुग्धपान का विधान भी करना चाहिए । इकरा, 
Yea, लाख, गोखरू और प्रण्ड से सिद्व दूध पीडा और 
दाह को दूर करता हे ॥ ४५-४८ ॥ 
विमर्श -कषाया- wanes, ते भस्म क्षारः, भृ 
कृष्णयूत्‌ | चित्रा-एरण्डः । सेद्वर्ति के छेदन में after शस्र 
का विधान an को पाक से बचाने के लिए किया गया द्वे! 
वाहर Peet हुई मेदवति जव अन्दर प्रविष्ट न हो अथवा 
प्रविष्ट होकर भी जो पुनः वाहर निकल आवे तव उसकी ae 
में सूत्र वॉधकर उपरी हिस्से को अप्नितप्त श्र ( Cantery 
hnife) से काट देना चाहिए । वातप्रकोप से घण की रक्षा 
करने के लिए अन्न जीण होने के चाद धृत अथवा औषध 
सिद्ध दुग्ध पान का विधान किया गया हे। वृद्ध चाग्भ 
ने लिखा दै--*त दोरे च जगे वदे acti घृत पिवेत्‌ क्षीर 
वा झकेराचित्रालाक्षागोलुरकेः स्तन | 


आटोपो मरणं वा स्याच्छूलो वा$च्छिद्यमानया | 
मेदोग्रन्थौ तु यत्तैलं बदयते ay योजयेत्‌ ॥४४॥ 


मेदवर्ति का छेदन न करने पर, आटोप ( वायु से उदर 
में गुडगुडाहर), sarge या ay भी हो सकती है। 
मेदग्नन्थि के लिए जिस तेल ( द्विकरञ्जतैळ ) का कथन किया 
गया है उसका प्रयोग करना चाहिए ॥ ४९॥ 
त्वचोऽत्तीय सिरादीनि भित्त्वा वा परिहृत्य वा | 
ae प्रतिष्ठित शल्यं कुयोदुक्ताचुपद्रवान्‌ ॥५०॥ 
त्वचा को Seat शिरा आदि का भेदन करते हुए अथवा 
वचाकर कोष्ठ में प्रविष्ट हुआ शल्य पूर्वोक्त ( कोष्ठगते त्वाटो- 
पानाहविद्वध्यादीन्‌ ) उपट्रवा को उत्पन्न करता है ॥ ५० ॥ 


तत्रान्वर्लाहितं पाण्डुं शीतपादकराननम्‌ | 
शीतोच्छ्लासं रकनेत्रमानद्धं च विवजेयेत्‌ ॥ ५१॥ 
रक्त से भरे हुए कोष्ठवाले, श्वेतशरीर, ठण्ढे हाथ, पेर, 
सुख और श्वास से युक्त तथा छाल नेत्र और दोष एवं मल 
की रुकावट से पीडित रोगी को त्याग देना चाहिए ॥ ५१॥ 


आमाशयस्थे रुधिरे वमनं पथ्यमुच्यते | 
पक्काशयस्थे देयं च विरेचनमसंशायम्‌॥ ५२॥ 
आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर वमन तथा पक्काशय 
में एकत्रित होने पर frag विरेचन का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ५२॥ 
आस्थापनं च निःस्नेहं कार्यमुष्णेविंशोधने: | 
यवकोलङुलत्थानां निःस्नेहेन रसेन च। 
geared यवागूं वा पिवेत्‌ सैन्धबसयुताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
( गोमूत्र आदि) उष्ण विशोधन द्वव्यों से स्नेह रहित 
आस्थापनईवस्ति का प्रयोग करना चाहिए। जौ, वेर और 
godt के स्नेह रहित रस ( यूप ) के साथ अन्न का आहार 


अथवा सेधा नमक मिश्रित यवागू (aay विरलद्रवा) 
पिलाना चाहिए ॥ ५३ ॥ 


अतिन्िःसुतरकतो वा भिन्नकोष्ठः पिवेदसक ॥ ५४॥ 


जिस ager के शरीर से रक्तल्राव अधिक हो गया हो 
अथवा कोष्ठ फट गया हो उसे (र की न्यूनता को पूरा 
करने के लिए ) रक्तपान करना चाहिए ॥ ५४॥ 


विमर्श--( आजकल Blood transfusion का प्रयोग 
ऐसी स्थिति में, किया जाता है । ) 


स्वमार्गप्रतिपज्ञास्तु यस्य विएमूत्रमासताः | 
ड भिन्ने [oS 

se ठ os कोछे जीवति मानब" ॥ ५५॥ 

शल्य विद्व ) जिस व्यक्ति का मळ, qa और चायु 

अपने माग से अवृत्त होता हो तथा उपद्धव ( ज्वर, आध्मान 

आदि ) शान्त हो गए हों, वह मजुप्य कोष्ठ भिन्न होने पर 
भी जीवित रहता हे ॥ ५५॥ 

अभिन्नमन्त्रं निष्कान्तं प्रवेश्यं नान्यथा भवेत्‌ | 


तदप्येके बदन्ति तु yall 
यदि विना फटी हुई नांत वाहर निकळ आई हो तो उसे 


ह 


अध्याय- २ ] 


मत हे कि( फटी 
से, फटे हुए दोनों 
अन्दुर प्रविष्ट करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

विमर्श--ता यथेति । ययैव स्थितानि नमैव stent 


हुई आंत को) चीटों के शिर (मुख) 


प्रकारेणेत्यर्थ । अपरे तु अन्यथा व्याख्यानयन्ति यथा-अमिन्नाद- 


न्यथा अपरप्रकार भित्नमन्त्र प्रवेशय न ata तथा च वृद्धवाग्मटः- 
'अभिन्नमन्त्र निष्क्रान्त प्रवेशय न ह्यनोऽन्यथाः इति । भिन्नमपि 
मतान्तरेण प्रवेश्यमिति निर्दिशन्नाह-पिपीलिकाशिरोग्रस्तमित्यादि | 
तदपि भिन्नमपि, अन्त्र प्रवेयमिति सम्बन्धः । ( डल्हण ) 


अक्षाल्य पयसा दिग्ध ठृुणशोणितपांशुभिः | 

प्रवेशयेत HUTA घुतेनाक्त शनैः शनेः ॥ ५७ Il 

तृण, रक्त और धूलि से लिप्त ( चाहर निकली हुई ) 
आंत को दूध से धोकर, घृत का लेपन करके, नाखून कटे 
हुए हाथ से ( चिकित्सक ) धीरे-धीरे अन्दर प्रविष्ट करे ॥५७॥ 


प्रवेशयेत्‌ क्षीरसिक्त श॒ुष्कमन्त्रं घृताप्लुतम्‌ | 
अङ्ुल्याऽभिम्ृरोत्‌ कण्ठं जलेनोद्वेजयेदपि ॥ ५८॥ 
हस्तपादेषु संगृह्य समुत्थाप्य महाबलाः | 
सवत्यन्त. प्रवेशस्तु यथा निर्धुनुयुस्तथा॥ ४६ ॥ 
तथाऽन्त्राणि विशान्त्यन्तः स्वां कलां पीडयन्ति च | 
त्रणाल्पत्वाद्वहुत्वाह्म SAA भवेत्तु यत्‌ ॥ Fo Il 
तदापाट्य प्रमाणेन भिपगन्त्रं प्रवेशयेत्‌ | 
यथास्थानं निविष्टे च व्रणं सीव्येदतन्द्रितः ॥ ६१॥ 
सूखी हुई आंत को दूध से धोकर इत का लेपन करके 
अन्दर प्रविष्ट करना चाहिए। (यदि बाहर आई हुई आंत 
अन्दर प्रविष्ट न होती हो तो उसे यथास्थान करने के लिये 
तीन उपाय करे ) (१) अंयुरि से ( गले के अन्दर ) कण्ठ 
सें स्पर्श करे, (२) रोगी के ऊपर जळ छिडककर उसे त्रास 
पहुँचावे, (३) वछवान व्यक्ति ( रोगी के) हाथ-पैरों को 
दोनों ओर से पकड़कर ऊपर उठावें और इस प्रकार हिळावे 
कि आंत अन्दर प्रविष्ट हो जाय इस प्रकार आंत 
प्रविष्ट होती हैं और अपनी कला ( मळघरा ) को अन्दर 
द॒वाती हैं। ( उद्रपर ) त्रण का सुख छोटा अथवा मण की 
अधिकता होने से, आंत का अन्तः प्रवेश कठिन होने पर, 
au प्रमाण के अनुसार काटकर आंत को अन्दर प्रविष्ट 
ati आलस्यरहित aa आंत को यथास्थान स्थापित करके 
त्रण को सी दे ॥ ५८-६१ ॥ 
स्थानादपेतमादत्ते प्राणान्‌ गुम्फितमेव वा | 
वेष्टयित्वा तु पट्टेन घुतसेकं प्रदापयेत्‌॥ ६२॥ 
घृतं पिवेत्‌ सुखोष्णं च चित्रातेलसमन्वितम्‌ | 
सूढुकरियार्थ शाक्तो वायोश्माथः प्रवृत्तये ॥६३॥ 
( यथास्थान स्थित न होने पर) अपने स्थान से इटी 
हुई अथवा परस्पर उलझी हुई आंत घातक होती है। कपड़े 


से घ्रण को वांधकर ( उप्ण ) घृत का सेक करे और मळ में 
BEM लाने तथा वायु को अनुलोम करने के लिए quede- 


मिश्रित सुखोष्ण ga पिळावे ॥ ६२-६३ ॥ 
३ ge fie 


चिकित्सास्थानम्‌ 
स्ति में बनव वेस करना चाहिये। ड अणेल OSE OS EE में अन्दर प्रवेश करना चाहिये। कुछ आचायोँ का 


सिरों को मिलाकर, पकइवाकर आंत को 


श्ऊ 


ततस्तैलमिदं छुयौद्रोपणार्थ॑ चिकित्सकः | 
त्वचोऽशवृकर्णेधवयोर्मोचकीमेषश्चञ्योः ॥ ६8 ॥ 
शल्लक्यजुनयोग्रापि विदायो: क्षीरिणां तथा ॥ 
बलामूलानि चाहृत्य तैलमेतेबिंपाचयेत्‌ | 
णं संरोपयेत्तेन वर्षमात्रं यतेत च ॥ ६५॥ 
इसके वाद चिकित्सक, न्रण-रोपण के लिए निम्नाद्धित 
तेल का निर्माण करे। अश्वकर्ण ( अश्वकर्णः पूर्वदेशप्रसिद्धः, 
अश्वत्थसहदाः ), धव, सेमळ, काकडासिंगी, सळई, अर्जुन, 
विदारीकन्द और Pad at छाल तथा खरेंटी की जड 
कल्क से तेळ पाक करके, ब्रण का रोपण करे एवं एक वर्ष 
पर्यन्त रोगी को (मैथुन, व्यायाम आदि से) वचावे ॥६४-६५॥ 
पादौ निरस्तमुष्कस्य जलेन प्रोच्य चाक्षिणी | 
्रवेश्य तुन्नसेवन्या युष्को सीव्येत्तत' परम्‌ ॥ ६६॥ 
कार्यो गोफणिकाबन्धः कट्यामावेश्य यन्त्रकम्‌ | 
न Hail स्नेहसेक च तेन छिद्यति हि ब्रणः ॥६७॥। 
अण्डकोपों के वाहर निकल आने पर रोगी के पैरों तथा 
नेत्रों को जळ से धोकर, अण्डकोर्षो को अन्दर प्रविष्ट करके, 
तुन्नसेवनी से सी देना ati कटिप्रदेश में छकड़ी का 
qe (Splint) लगाकर गोफणिका-वन्धन (Shing 
Bandage ) बाँधना चाहिये तथा ae और सेक नहीं करना 
चाहिए । Sede करने से बण में ate उत्पन्न हो जाता है ॥ 
कालाचुसायागुर्वलाजातीचन्दनपद्मकेः | 
शिलादाव्यम्रतातुत्येस्तेलं कुवीत रोपणम्‌ ॥ ६८॥ 
तगर, अगर, इलायची, चमेली, चन्दन, tara, मेनसिल, 
दारुहल्दी, गिळोय और तूतिया के कल्क से सिद्ध तैल के 
द्वारा AN का रोपण करे ॥ ६८ ॥ 
शिरसोऽपह्ृते शल्ये बालवर्ति निवेशयेत्‌ | 
बालवत्योमदत्तायां मस्तुलुङ्गं त्रणात्‌ खवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हन्यादेनं ततो वायुस्तस्मादेवमुपाचरेत्‌ | 
ad रोहति चेकेक शनेबोलमपक्षिपेत्‌ || ७० ॥ 
शिर में ळगे हुए शल्य को निकाळकर ( घण में ) वाल. 
वर्ति ( केश की चनी वत्ती ) प्रविष्ट करनी चाहिए । बण में 
बालवर्ति का प्रवेश न करने पर मस्तुळुङ्ग का खाव होने 


लगता हे । मस्तुलुङ्ग के खाव से कुपित हुआ वायु रोगी को 
मार डाळता दै, इसलिए उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिये । 


न्नण जैसे-जैसे भरने छगे एक-एक वाळ धीरे धीरे निकालते 
रहना चाहिये ॥ ६९-७० ॥ 
विमर्श--मस्त॒लइ---'मस्तुलद्मिति शिरसो वलाधानं स्त्यान- 
घृताकार मस्तुछङ्गसुच्यते? ( डल्इण ) | 
गात्रादपहृतेऽन्यस्मात्‌ स्नेहवर्ति प्रवेशयेत्त | 
कृते निःशोणिते चापि विधिः सद्यः क्षते हितः ॥७१॥ 
शरीर के अन्य अद्गसे दाल्य निकालकर स्रेहवति प्रविष्ट 
करनी चाहिए। घण को (पाक से बचाने के लिए ) रक्त- 
रहित करके सद्यः चत फे लिए कही गई विधि ( मधु, शृत 
आदि ) का प्रयोग करना दितकारक होता है 0 ७१॥ . 


१८ 


छुश्नतसंद्विता 


SA 
दूरावगाढाः सूक्ष्माः स्युयै ्णास्तान्‌ विशोणितान्‌ | , सद्योत्रणेषु देयानि तानि वेद्येन जानता Ul ८०॥ 


कृत्वा सूचमेण नेत्रेण चक्रतेलेन तपेयेत्‌ ॥ ७२॥ 
जो त्रण अधिक गहरे तथा सूक्ष्म (aga छोटे) हों 


पित्तज विद्रधि के लिए जिन gat का वर्णन किया जायया 
उनका उपयोग छुद्धिमान वैद्य को सद्यः घण में Tas 


उनको रक्तरहित करके सूचम नेत्र ( घणप्रचाळन यन्त्र) | करना चाहिए ॥ ८० ॥ 


के द्वारा amas से तर्पग!करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
समङ्गां रजनीं पद्मां त्रिवर्ग तुत्थमेव च ॥ ७३॥ 
विडङ्गं कटुकां पथ्यां शुचीं सकरञ्जिकाम्‌ | 
संहृत्य विपचेत्‌ काले तैलं रोपणुत्तमम्‌ ॥ ७४॥ 
संजीठ, gett, पद्मा ( भार्गी), त्रिवर्ग ( त्रिफळा), 
तूतिया, विडङ्ग, कुटकी, हरीतकी, गिलोय और करञ्ज को 


एकत्रित कर, इनके कल्क से सिद्ध किए गए तेल का बण- 
रोपण के समय प्रयोग उत्तम होता हे ॥ ७३-७४ ॥ 
तालीशं पद्मक मांसी हरेण्बुरुचन्दनम्‌ ॥ 
हरिट्रे पद्मबीजानि सोशीरं मुकं च तेः | 
पकं सद्योत्रणेपूक्त॑ तेलं रोपणमुत्तमम्‌ ॥ ७५॥ 
तासीशापत्र, wna, जटामांसी, रेणुकाचीज, अगर, 
चन्दन, हल्दी, दारुहददी, कमलगद्दा, खस और मुलेठी के 


कर्क के साथ पकाया गया तेल सद्यःघण के लिए उत्तम 


रोपण योग हे ॥ ७५॥ 


क्षते क्षतधिधिः कार्यः पि्चिते भग्नबद्विधिः | 
ge रुजो विगृद्याशु चूर्णेरुपचरेद्‌ अणम्‌॥ ७६॥ 
चतजबण में क्षतविधि ( मधु, घृत, तैछ-अभ्यङ्ग आदि 

समस्त विधि) तथा fafa में भझसधानविधि 
( वन्ध, सेक, रूत भोजन आदि ) का प्रयोग करना चाहिए । 
शष्ट घण की पीडा को ( मधु, घृतःसेक आदि से ) शीघ्र शान्त 
करके ( शाल, सर्जक, अजुन भादि के) चूण से an का 
उपचार करना चाहिए ॥ ७६॥ 


विश्लि्टदेहं पतितं मथितं हृतमेव च ॥ ७७॥ 
वासयेत्तेलपूर्णायां द्रोण्यां मांसरसाशनम्‌ | 
अयमेव बिधिः कार्यः क्षीणे मर्महते तथा ॥ ७८॥ 
जिस मनुष्य के ag अपने स्थान से च्युत हो गए हों, 
जो ऊँचे स्थान से गिर पढा हो, कुचळ गया हो, तथा जिसे 
चोट छगी हो, उसे तेळ से भरी हुई द्रोणी ( छकडी का चना 
नौफाकृति पात्र) में रखे और मासरस खिळावे। क्षीण एव 


ममं स्थान में चोट लगे हुए रोगी के लिए भी इसी विधि का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ७७-७८॥ 


रोपणे सपरीपेके पाने च त्रणिनां सदा | 
तलं घृत वा संयोड्यं शरीरतूनवेच्य हि we ॥ 
मण रोगी के ब्रणरोपण, परिपेक और पान में उसकी 
प्रकृति भौर ऋतु का विचार करके ते भथवा घृत का प्रयोग 
सदा करना चाहिए ॥ ७९॥ 
विमश--यदि्‌ रोगी वात-क्फ,प्रकृतिवाळा हो और शिक्षिर 
छादि sae tt तो तळ का तथा रक्त, पित्त प्रकृति वाला और 
शरद आदि ऋतुएँ et तो घृत का प्रयोग करना चाहिए। 


घुनानि यानि वच्यामि aaa: पित्तविद्रधी | 


स्यः was वेद्यः सशूलं परिषेचयेत्‌ | 
सर्पिषा नातिशीतेन बलातेलेन वा पुनः ॥ ८१॥ 
शरल्युक्त सद्यः बण का परिपेक वैद्य किश्वित्‌ उष्ण घृत 
अथवा चछातेळ से करे ॥ ८१॥ 
समङ्गां. रजनीं पद्मां पथ्या तुत्थं सुवचेलाम्‌ | 
पद्मकं रोधमधुकं fea हरेणुक्राम | ८२॥ 
तालीशपत्रं नलदं चन्दनं पद्मकेशरम्‌ । 
मञ्जिष्ठोशीरलाश्चाश्च क्षीरिणां चापि पल्लवान्‌ tl ८३॥ 
प्रियालबीजं तिन्दुक्यास्तरुणानि फलानि च ॥ 
यथालामं समाहृत्य तैलमेभिबिपाचयेत्‌ | 
सद्योत्रणानां सर्वेषामदुष्टानां तु रोपणम्‌ ॥ ८४॥ 
मजीठ, हरदी, भागीं, हरीतकी, तूतिया, हुळहुळ, पद्माख, 
लोभ, geal, विडङ्ग, रेणुकाबीज, तालीशपत्र, खस, चन्दन, 
पझकेशर, मजीठ, खस, लाख तथा चीरिवृक्षो ( वट, गूलर 
आदि) के पत्र, चिरोजी भौर तिन्दुक के कच्चे फल, इन द्वव्यों 
में जो उपलब्ध हों उन्हें एकत्रित कर इनके करक के साथ 
as पाक करे । यह सैल सभी प्रकार के शुद्ध aa. न्र्णो का 
रोपण करता है ॥ ८२-८४॥ 


कषायमधुराः शीताः क्रियाः स्निग्धाश्च योजयेत्‌ | 
सद्योत्रणाना सप्ताहं पश्चात्‌ पूर्वाक्तमाचरेत्‌ || ५५ | 
सद्यः न्रण में एक सप्ताह तक कपाय, मधुर, शीतल भौर 
स्निग्ध क्रिया तथा इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि ( ह्विनणीय- 
चिकित्सा विधि ) का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८५॥ 
TRG कतेव्यमूर््वं चाधश्च शोधनम्‌ ॥ ८६॥ 
विशोषणं तथाऽऽहारः शोणितस्य च मोक्षणम्‌ | 
कपाय राजबृक्षादी सुरसादो च थाबनम्‌ sell 
तयोरेब कपायेण तेल शोधनमिष्यते | 
क्षारकल्पेन वा तेलं क्षारद्रव्येषु सांधतम्‌ ॥ ८८॥ 
दूपित aot में उध्वं ( वमन शिरोविरेचन ) तथा अधः 
शोधन ( विरेचन आस्थापन ) का प्रयोग, विशोषण, (we), 
आहार (तिक्त, कडु, कपाय द्रव्य) और रक्तमोक्षण 
करना चाहिए। बण धोने के लिए आरग्वधादि और सुरसादि 
गण के द्रच्यों का छाथ तथा शोधन के लिए इन्हीं दर्व्या के 
कपाय से सिद्ध तेल का प्रयोग हितकर होता है । अथवा 
gears विधान के अनुसार Wes वना कर, क्षारद्रच्यों 
( सुप्फक, cera आदि ) के कल्क के द्वारा सिद्ध किया गया 
तै, घणशोधन के लिए प्रयोग में लावे ॥ ८६-८८ ॥ 
द्रवन्ती चिरबिल्वश्च दन्ती चित्रकमेव च | 
पृथ्वीका निम्बपत्राणि कासीसं तुत्थमेव च ॥ ८६॥ 
त्रिवृत्तेजोवती नीली हरिद्रे aeat तिलाः | 


भूमिरुदस्वः सुत्रहा शुकार्या लाहुलाह्या ॥ ६०॥ 

नेपाली जालिनी चेव मदयन्ती झृगादनी | 

सुधामूयाककीटारिहरितालकर्‌ख्जिकाः ॥ ६१॥ 

यथोपपत्ति wisi तेलमेतैस्ठु शोधनम्‌ । 

घृतं घा यदि वा प्राप्न फन्काः संशोधनास्तथा ॥६२॥ 

द्रवन्ती (edt भेद ), कर, उन्ती, चित्रक, मंगरेठा, 

नीम के पत्ते, फासीस, तूतिया, निशोथ, तेजोवनी ( are- 
कांगनी ), नील के पत्ते, एएदी, दारदज्दी, सेन्धानमक, 
तिळ, भूमिक्दम्र ( गोररामुण्डी ), aa ( गोधापदी ), 
शुकारुपा ( चर्मकारपट ), फलिद्दारी, नेपाली ( मेनश्षिर ), 
जाटिनी (फट्तुन्ची), मदयन्ती (मेएदी), म्गादनी 
( इन्ट्रायण की az ), Are, मूर्वा, मदार, वि, ohare 
और फर, इनमें से जितने ser उपलब्ध हों उनके कएक 
के साय शोधनसैर का पाक करे। aren ( शोधन द्वय्यों से 
सिद्ध ) pr या सशोधन क्ल्फो दा प्रयोग आवश्यकतानुसार 
हितश्र होता है ॥ ८०-९२ ॥ 

4 . 

सन्धवत्रिवृदेररटपत्रकल्कस्तु वातिके ॥ 

िदुद्धरिट्रामधुककन्कः पैत्ते तिलैयुतः | 

कफजे निलनेजोहाइन्तीस्वर्जिकचित्रकाः ॥ ६३॥ 

सेन्धानमक, निशोध dk एरण्ड प्रत्र के क्क का 

प्रयोग यान से दूपित्त, निशोथ, एल्द्री भौर झुलेटी के तिळ 


चिकित्सास्थांनम॑, 


TTT TTT 


१६ 


POCO EDI IOI IS. 
विसशे--उपसर्गा प्र-परादय , तै संयोज्य भाषन्ते, यथा 
सम्यक्‌ fica aban, सुष्टु दित्न सुच्छिश्रम्‌, aed दि थिल्ममाच्दिन्न- 
मिनि; निपानेर्यया--अतिकमाच्दिक्मतिच्दिभ, पूजित दिल्ल सु- 
Pana, अव दिल्नमीपन्टिक्षमाचिटिन्रमिति। विशेषा इव सामान्ये 
इति । यथ हि कमंसामान्ये गमनप्रसारणाकुखनादौना कर्मविशेपाणा- 
गवरोष , तया टेउसामान्ये सर्वेपामेव सबन्छितपरिच्छिसातिच्छिन्ता- 
दीना छेदविद्येषायामवरो र । उल्हणं 
इत्यायुवेदतच्यसन्दीपिका-्भाषारीकायां द्वितीयोऽष्यायः॥ २॥ 


name क. ह 


nO ww 
चृताया5ध्याय: 
अथातो भमानां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर भर्झा की (afta नौर सन्धि भभ) 
चिकित्सा विधि का वर्णन किया जारदा है, Ser कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( सुञ्चुत male शिप्यो से कहा )-- ॥ १-२॥ 
अल्पाशिनोऽनात्मबतो जन्तोबोतात्मकस्य च | 
उपद्रवेधी जुष्टस्य भग्नं कृच्छ्रेण सिघ्यति॥ ३॥ 
अएप आहार करने वाले, अजितेन्द्रिय ( अपथ्यसेवी ), 
वातम्रकृति और उपद्रवो (उवर, आध्मान, मल-मूत्र का 


युक्त कक दा प्रयोग पिच से दूषित तथा निळ, सालऊांगनी, | अवरोध ) से युक्त व्यक्ति का भभ कष्टसाध्य होता है॥ ३॥ 


दन्ती, सञ्जीमार और चितरङाके gen का प्रयोग कफ से 
दूपित an के शोधन के feo करना चाहिए ॥ ९३॥ 
दुष्टवणविधिः कार्यो मेहवकुषटत्रशेष्त्पि ॥ ६४॥ 
प्रमेह और कुष्ठ से उरपन्न'मणों की चिकित्सा मे भी दुष्ट 
ब्रगचिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९४ ॥ 
ufsaa: प्राक्‌ प्रदिष्टो यः सरद्यो्णविनिश्चयः | 
नानः शक्यं परं बक्तमपि निश्चितवादिसि ॥६५॥ 
६ प्रसार के जिन aaa का उल्लेग पहले किया जा 
चुका हे उनसे अधिक की गणना करने में नियमित वाणी 
योने वाले भी समर्थ नहीं हो सकते ॥ ९५॥ 
उपसगेरनिपातेश्च तत्त॒ परिडतमानिनः | 
केचित्‌ सयोज्य भाषन्ते बहधा मानगिताः ॥ ६६॥ 
अपने को पण्डित समझने वाले ag अभिमानी लोग, 
उपसर्ग ( प्र-परादयः ) और निपात ( चादयः ) का संयोग 
करके इन्हें अनेक प्रकार का मानते TN ९६॥ 
बहु तद्भापितं तेपां पट्स्वेष्वेवावतिष्ठते | 
विशोपा इव सामान्ये पटत्वं ठु परमं मतम्‌ ॥ ६७॥ 
इति सुश्रुतसहितायां चिकित्सास्थाने सद्योत्रण- 
चिकित्सितं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ । 
DS 
जिस प्रकार सामान्य मे विशेष का समावेश रहता दे 
उसी प्रकार उने अनेकविध कथन का इन्हीं ६ भेदं में 
अन्तर्भाव हो जाता | अतः ( सद्याचण के) ६ भेद हैं, यही 
श्रेष्ठ मत है ॥ ९७॥ 


लत्रणं कहुकं क्षारमम्लं मेथुनमातपम्‌ | 
व्यायामं च न सेवेत भग्नो रुक्षान्नमेव च ॥ ४॥ 
BAN, कटु, क्षार, अम्ल, मेथुन, धूप, व्यायाम और 
Sq अन्न का सेवन भमवाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिये ॥ 


शालिर्मासरसः क्षीरं सर्पियूपः सतीनजः | 
TEU चान्नपान स्याददेयं भग्नाय जानता ॥ ४ ॥ 
बुद्विमान्‌ वैध, भम से पीड़ित व्यक्ति को शालिचाबल, 
मांसरस, दूध, एत, सतीन (व्तुंरकलाय ) का यूप जोर शरीर 
की वृद्धि करने वाले आहार तथा पेय का सेवन करावे ॥ ५॥ 


मधूकोदुम्बराश्वत्यपलाशकङ्भत्वचः | 
बंशसजेचटानां च ङुशार्थसुपसहरेत्‌ ॥ ६॥ 
महुआ, गूलर, पीपळ, पछाश, न्न, वॉल, साऊ भीर 
बट की छाल का सम्रह उद्या के लिये ( 5909 afer के 
fet ) करना चाहिए ॥ ६॥ 
विमर्श---यहाँ कुशा शब्द का प्रयोग (87700) के अर्थ मे 
व्यचहत किया गया हे । aad मझत्रन्धनार्थ वशादिक प्रोच्यते' 
(seen) । आधुनिक युग में भंग और भग्न को स्थिर रखने 
के लिए,अनेक प्रकार की कुशाये प्रयोग में छाई जाती हैं। 
इन gait का निर्माण छकडी, 'चमड़ा, नमदा, गरापार्चा, 
और छोहशलाकाओं के द्वारा होता है। अन्य Feat की अपेक्षा 
लोह भौर ळकडी की कुशा का व्यवहार अधिक होता है । 


आलेपनार्थ Aer मधुकं रक्तचन्दनम्‌ | 


शातघौतघुतोन्मिश्रं शालिपि्टं च संहरेत Hon 
मजीठ, सुलेठी, छालचन्दन भौर शतधौत घत-मिश्रित 


20 


झाळिचावळ का चूर्ण लेप के fe संग्रह करना चाहिए ॥ ७॥ 
AMET सप्ताद्मत्‌ सोम्येष्यूतुपु बन्धनम्‌ ॥ 
साधारणेषु कतेव्यं पञ्चमे पद्चमे5्दृनि। 
भाग्नेयेषु व्यहात्‌ कुयोद्वझदोषबशेन वा ॥ ८॥ 

सौग्य ऋतुओं में सात सात दिन पर, साधारण 'ऋतुओं 
में पाँच पाँच दिन पर और आग्नेय ऋतुओं में तीन-तीन दिन 
पर अथवा भन्न के दोपों के अनुसार समय का विचार करके 

वन्धन वाँधना चाहिये ॥ ८॥ 
तत्रातिशिथिलं बद्धे सन्धिस्थेय न जायते ॥ ६ ॥ 
गाढेनापि त्वयादीनां शोफो रुक्‌ पाक एव च | 
तस्मात्‌ साधारणं बन्धं भग्ने शंसन्ति तद्विदः ॥ १० 

age ढीली पट्टी बाँधने से सन्धि में स्थिरता नहीं आती 

भौर गाढ बन्धन ( कसकर बाँधना ) भी खचा आदि में 
शोथ, पीडा तथा पाक उत्पन्न कर देता हे । इसलिये भग्न" 
वन्धन को जानने वाळे भग्न सें साधारण वन्धनको ही 
श्रेष्ठ समझते हैं ॥ ९-१० ॥ 

न्यग्रो धादिकपायं ठु सुशीतं परिपेचने ॥| 

पञ्चमूलीविपक तु वीरं कुयोत्‌ सवेदने | 

सुलोष्णमवचाय बा चक्रतैल विजानता ॥ ११॥ 

` परिपेक के लिए न्यग्रोधादिगण के द्या का शीतळ 
कपाय तथा वेदनायुक्त भग्न में छघुपञ्चमूर से सिद्ध दूध 
अथवा सुखोप्ण-चक्रतेल का प्रयोग बुद्धिमान वेद्य को करना 

चाहिये ॥ ११॥ 

विमश्चः--“वक्रनेल सचःपीडितोद्धृतमेके वदन्ति। अन्ये 
पुनरणुतेलकल्पेन गुद्दीतमपक् te चक्रतैलमाहुः ॥१ ( डरहण ) 
विभज्य कालं दोषं च दोपत्लोपधसंयुतम्‌ | 
परिपेकं प्रदेहं च विद्ध्याच्छीतमेव च ॥ १२॥ 
Geek काळ का विभाग करके dea औषधयुक्त 
शीत या उप्ण परिपेक तथा पडेप का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
गृष्टिक्षीरं ससर्पिष्क मधुरौपधसाधितम्‌ | 
शीतलं लाक्षया युक्त प्रातर्भभः पिवेन्नरः ॥ १३॥ 
मधुर औषधियों (काकोल्यादिगण) से सिद्ध, प्रथम प्रसव- 
चाळी गाय का उण्डा दूध, धुत और लाख का चूर्ण मिळाकर 
भग्न के रोगी को ग्रातःकाळ पिलाना चाहिये ॥ १६ ॥ 
सन्नणस्य हु भग्नस्य णं सर्पिमंधृत्तरेः | 
प्रतिसाये कपायैस्तु शेपं भग्नवदाचरेत्‌॥ १४॥ 
बण वाळे भग्न में मधु घृतयुछ ( न्यग्रीधादि गण के ) 
कषाय से ao का प्रतिसारण ( लेपन ) करके रोष विधान 

(आहार आदि ) भग्न की भाँति करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
प्रथमे वयसि त्वेवं अग्ने सुकरमादिशेत | 
अल्पडोपश्य जन्तोस्तु काले च शिशिरात्मके ॥१४॥ 

प्रथम वयस ( वाऱ्य काळ ) तथा अरप दोघ चाले व्यक्ति 


भूच शिशिर ऋतु का भग्न उपर्युक्त आहार और आचार के 
सेवन से सुससान्य होता है ॥ ५५॥ 


सुश्चुवसंहिता 


nae वयसि त्वेवं मासात सन्धिः स्थिरो भवेत्‌ | 
सध्यमे दिगुणात्‌ फालाठुत्तरे त्रिगुणात्‌ स्मृतः ॥१॥॥ 
उपयुक्त भाहार भौर आचार का सेवन करने पर बादय 
काळ का सन्धिःभग्न पुक भास में, युवावस्था का दो मास 
में और वृद्धावस्था का तीन सास में स्थिर (दद) हो जाता है। 
अवनामितयुन्नह्मेु्ञतं  चावपीडयेत्‌ | 
आव्छेदतिक्िप्रमधो गतं चोपरि वर्तयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
नीचे gat हुई अस्थि को उपर और ऊपर उठी हुई को 
नीचे दवाना चाहिये। अपने स्थान से दूर हटी हुई अस्थि 
को खीचकर तथा नीचे जिसकी हुई को ऊपर उठाकर Tar 
स्थान करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
ase पीडनेश्वेव सङ्घेपेवेन्धनेस्तथा tl १८॥ 
सन्धीच्छरोरे सबोस्तु चलानप्यचलानपि | 
एतैस्तु स्थापनोपायेः स्थापयेन्मतिमान्‌ सिपक्‌॥१६॥ 
बुद्धिमान वैद्य भान्छुन ( खींचना ), पीदन ( नीचे-ऊपर 
दवाना ), aaa ( सिकोडना ) तथा चन्धन आदि स्थापन" 
उपायों के द्वारा शरीर की सभी चळ और अचल सन्धियों 
को यथास्यान स्थापित करे ॥ १८-१९ ॥ 
विमर्श. --पीडन--पोटनमदृगेन नमनोन्नमनपरिवर्तनानि 
गृद्चन्ते । सक्षेप सम्यक्‌ प्रेरणमित्यर्थः । गयी तु सक्षेपशब्देन 
आकुश्बनमाइ 1. इस्नपादफटोहनुगताः सन्धयश्चला , तद्विण्रीत्ा 
अचला: । सन्थीनिति वाहुल्येन निर्देशः, तेन काण्डभम्मानप्येतेरुपाय- 
स्थापयेत्‌ ( डल्हण ) 
उत्पिष्टमथ विश्लिष्ट सन्धि वैद्यो न घट्टयेत्‌ । 
तस्य शीतान्‌ परीपेकान्‌ प्रदेहांत्वाबचारयंत्‌ ॥ २०॥ 
safie ( चूर्णित ), विशि ( अपने स्थान से च्युत ) 
सन्धि को वैद्य न हिळावे भौर शीतळ परिपेक तथा खेप का 
प्रयोग करे ॥ २० ॥ 
अभिघाते हृते सन्धिः स्वां याति प्रकृति पुनः ॥ 
घुतदिग्घेन पट्टेन वेष्टयित्वा यथाविधि | 
पट्टोपरि कुशान्‌ दर्वा यथावद्वन्धमाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
अभिघात के कारण हुआ सन्धिभग्न अपनी पूर्वावस्था 
में घुन' आ जाता हे । gates वख ( पट्टी ) भग्न nda में 
विधिपूर्वक रपेट कर उस पर कुशा (Sphnt) रखे और 
भळीर्भोति ( कोश दाथ आदि चन्धनों में जो उपयुक्त हो ) 
पट्टी वांधे ॥ २१ ॥ 


nares विधिरत ऊध्व प्रवद्यते ॥ २२॥ 


इसके आगे प्रत्येक अङ्क ( अङ्गमङ्गं प्रति प्रत्यङ्ग, नखादीन्‌ 
आरभ्य यावच्छिर इति ) के भग्न की चिकित्सा-विधि कही 
जाती है ॥ २९ ॥ 
नखसन्धि समुत्पिष्ट रक्तानुगतमारया | 
अघमथ्य खते रक्ते शालिपिष्टेन लेपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
डृचळी हुई और दूपित रक्त से युक्त नखसन्धि मे आरा 
( चमकाराख ) से छेदकर रक्त निकालने के पश्चात पिसे हुए 
शालिचावळ का लेप करना चाहिये ॥ २३ 0 


अध्यायः ३] 


भभां वा सन्विसुक्तां वा स्थापयित्वाऽह्ुलीं समाम्‌ | 
अरुुनाऽऽवेष्ठ्य पदटेन घृतसेकं प्रदापयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
eat हुई अथवा सन्धिच्युत अंगुलिया को समान रूप से 
स्थापित करके पतले वद की पट्टी छपेट कर धृत का सेक 
करना चाहिये ॥ २४॥ 
विमर्शः--अंगुलियों का भग्न अभिघात से उत्पन्न होता 
है और मायः संयुक्त होता हे । संयुक्त भग्न में चर्म, पेशी 
तथा श्ठेप्मिक कळा आदि दिन्न हो जाती है। इसमें वायु 
का अवेश अस्थि तक होने लगता दै। सन्धिच्युत होना 
आघात पर निर्भर रहता हे । 


अभ्यज्य सर्पिषा पादं तलभग्नं ङुशोत्तरम्‌ | 
चस्रपद्टेन TATA च व्यायाममाचरेत्‌ ॥ २५॥ 
पादतळ में भग्न होने पर घृत की मालिश करके, om 
रखकर, कपडे की पट्टी वॉथनी चाहिए और व्यायाम का 
निषेध कर देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
अभ्यञ्यायामयेजङ्ठामूर्णं च सुसमाहितः | 
दत्त्वा THAT: शीता वत्नपट्टेन वेष्टयेत्त॥ २६॥ 
(जंघा और उरुके भग्न में) सावधान चिकित्सक, घृत 
की मालिश करके, जवा और ऊरुको खींचे तथा न्‍्यओघादि 
शीत gat की Sat ( छाछ की 5977 ) रखकर कपडे की 
पट्टी बाँध दे ॥ २६ ॥ 
सतिमांश्चक्रयोगेन श्याब्छेद्वेस्थि निर्गतम्‌ । 
स्फुटितं पिञ्चितं चापि वश्लीयात्‌ पूर्ववद्चिपकू ॥ २७ ॥ 
बुद्विमान्‌, वेच स्थानच्युत ऊर्वस्थि को चक्रयोग से 
( गोलाई में घुमाक्षर ) खींचे और फटी तथा कुचली हुई को 
यथास्थान स्थित करके उपयुक्त विधि से बाँध दे ॥ २७॥ 
विमशः--चक्रयोगेनाच्छेदिनि aie कुशान्‌ दत्ता नाम 
यित्वा चक्रवदाब्छेत वब्नीयादित्यर्थः, गयी तु सञ्रमञ्रमाद्‌ वळवत्तर 
पुरुषो इस्तद्वयोपरि ग्रद्दीतपाष्गिपादद्वत्वात्‌ तद्भमणजवेन निरन्तर 
Bea मज्नवतः पुरुयकायस्य चक्राकारो गठम्माथुक्तश्चक्रयोग 
इत्याह ! उपर See तथा गबदास ने अपना अभिमत 
“चक्रयोग” शब्द के लिये प्रकाशित किया दै किन्तु चक्रयोग! 
शब्द से 'गोलाई में घुमाकर' अर्थ की ध्वनि ही निकलती दै ! 
आजकल ऊर्वस्थि के शिरभग्त में सधान के समय पेर को 
वाहर की तरफ खींचकर गोळाई में घुमाते हैं। इस क्रिया 
से ऊर्वस्थि-शिर अपने स्थान पर स्थित हो जाता है। 
आञ्छेदुर्ध्वेमघो वाऽपि कटिभग्नं हु मानवम्‌ | 
ततः स्थानस्थिते dat वस्तिभिः समुपाचरेच ॥२०॥ 
कटिमन्न वाले व्यक्ति को ऊपर तथा नीचे की ओर खींच 
कर, सन्धि के यथास्यान स्थित होने पर वस्तियों (न्रेहवस्ति) 
से चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 
पशुकास्वथ भभासु घृत्ताभ्यक्तस्य तिष्ठतः | 
दक्षिणास्वथवा वामास्वचुमञ्य निवन्धनीः ॥ २६ || 
ततः कचलिकां दत्त्वा वेष्टयेत्‌ सुसमाहितः | 
तेलपूर्ण कठादे वा द्रोण्यां बा शाययेन्नरम्‌॥ ३० ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


82243 मत पलक ली si.) ee र 

य eT 

सावधान चिकित्सक पशुंकाओं के अग्न में, घृत की 
मालिश fe हुए रोगी को खडा करके दाहिने या वाम 
wa की निवन्धनी ( मांसरज्ञञ ) को मसले और कचलिका 
( Cotton pad ) रख कर पट्टी वाँधे, इसके वाद रोगी को तेळ 
से भरे हुए कड़ाहै या द्रोणी में सुळावे ॥ २९-३० ॥ 

विमर्शः--निवन्धनीः मासरव्जव इत्वर्थः, डल्दण । शुश्रुत 

बारीर स्थान में चार at मांसरज्जुओं का उल्लेख है । 
महत्यो मातरज्जवश्रतज्ञः पृष्ठवंशमुमवतः Baars दे वाह्ये 
आभ्यन्तरे च द्वे । 


मुसलेनोत्क्षिपेत्‌ कक्चामांससन्धो fried | 
स्थानस्थितं च चप्रीयात स्वस्तिकेन विचक्षणः॥३१। 
बुद्धिमान वेद्य अंमसन्धि की स्थानच्युति में, कक्षा 
प्रदेश को सूस से ऊपर उठावे और सन्धि के यथास्थान 
स्थित होने पर स्वस्तिक वन्धन ( Cross bandage ) af ॥ 
कोर्परं तु तथा ˆ सन्धिमबुप्ठेनानुमाजयेत | 
अनुसृल्य ततः afer पीडयेत्‌ कूर्पराच्च्युतम्‌ ॥३२॥ 
Tiga स्नेहसेकं च दापचेत | . 
एवं जानुनि शुल्फे च मणिबन्धे च कारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कूर्परसंथि का विश्लेष होने पर अँगूठे से मळे aa 
सळने के वाद्‌ att से प्रथक्‌ हुई सधि को दृवावे। हाथ 
फेछाकर सिकोडे और स्नेह की मालिश तथा सेक करे । जानु, 
ges और सणिवन्ध के Roa में इसी चिकित्सा विधि का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 
उभे तले समे कृत्वा तलभग्नस्य देहिनः | 
वश्लीयादामतेलेन परिषेक च कारयेत्‌॥ १४॥ 
Brag घारयेत्‌ पूर्वे लवणं च ततः परम्‌ | 
हस्ते जातवले चापि कुर्यात्‌ पाषाणधारणम्‌ ॥ १५॥ 
तलभन्न ( हथेली का aa) वाले ब्यक्ति की दोनों 
हयेलियों को मिलाकर बाँधे और आमतेळ ( कोल्हू से निकले 
तेल ) का परिपेक करे । पहले हाय मे मिट्टी का पिण्ड धारण 
करे । इसके बाद नमक का पिण्ड रखे और दाथ में शक्ति 
आने पर पत्थर का पिण्ड अहण करे ॥ २४-३५ ॥ 
विमर्शाः--'उमे नले? शब्द का अर्थ जेजट तथा गयदास ने 
एथक्‌-एथक्‌ रूप में किया हे । जेज्जट का सत है---उम्रे तले 
इति एक पाणितळ द्वितीय पादतलम्‌ , इत्युभे तळे ४ति जेज्जद- । 
गयी तु उमे अपि इस्ततले, तत्रैकस्य we वामं दक्षिणेन, दक्षिण वामेन; 
उमयोस्तु we तत्समेन काएमयेन इत्वा हें अपि बध्नीयादेवं 
aed भवतीति | दोनों आचायों के अभिप्राय का अवलोकन 
करने पर 'गयदास” की उक्ति ही उचित मालूम पढ़ती है, 
वर्थोकि किली वस्तु को अहण करने की शक्ति हाथ ही में दे 1 
होक के आधे भाग में wales, लवण तथा पापाण का 
घारण ददाथ में वळ आने पर वतळाया गया है! 
सन्नसुन्नमयेत्‌ स्विन्नमक्षक युसलेन तु ॥ 
तथोन्नतं पीडयेच्च वल्नीयाद्वाढमेव च। 
ऊरुवञ्चापि कर्तव्यं वाहुमग्नचिकित्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
(अच्टकास्थि के विशेष में) नीचे दवी हुई aoa को 


32 


+. 


सुश्रुवसंद्विता 


ल्््््ज्ज्््््््स्ल्ल्ल्स्ल्ट्ट्््््व्््ट््््च्च्चचच्च्च्चसच्च्स्चचच्स्स्ि 
मूसळ से उपर उठावे तथा उपर उठी हुई को नीचे 
ओर कस कर पट्टी ala | वाइभझ की चिकित्सा भी उरुमञ्च 
की चिकित्सा विधि की भाति करे ॥ ३६॥ 
गीवायां तु विवृत्ताचां प्रविष्ठायामधो5पि वा | 
अवटावथ sara प्रगृह्योन्नमयेन्नरम्‌॥ ३७ ॥ 
ततः छुशां समं दत्त्वा वद्नपट्टेन वेष्टयेत्‌ | 
उत्तानं शायवेच्चेनं सप्ररात्रमतन्तट्रितः || 35 ॥ 
(रीवा मञ्च में ) रीवा के टेडी होने तथा नीचे वेट जाने 
पर रोगी को लवद ( इकादिकामागमन्यौ गर्नोब्वडः ) और इच 
प्रदेश से पक्कड कर ऊपर उठाना चाहिए । इसके वाढ समान 
कुना (Splint रख कर कपडे की पट्टी बॉधनी चाहिं 
आल्स्वरहित वेच ऐसे रोगी को सात दिन तक उत्तान 
( पीठ के वळ ) चुलावे ॥ ३५-३८ ॥ 
इन्वस्थिनी समानीय हनुसन्घी बिसंहने ॥ ३६ ॥ 
स्वेदयित्वा स्थिते सम्यक पञ्चाङ्गीं वितरेद्विषक | 
a4 सर्पि me 
वातत्नमधुरेः ate सिद्धं wer च पूजितम्‌ ॥४०। 
हनुसंधि का विश्लेष होने पर हन्वस्थियों को आपस सें 
मिलाऊर भली-माँति स्थित करे भोर स्वेदन करके Tart 
araa aa इसमें aren ( विदारीगन्धादिगण ) और 
मधुर ( काकोल्यादि गण ) हव्यों से विद्व नस्य का प्रयोग 
SUA होना दे ॥ ६९-४० ॥ 
MaMa दन्तान्‌ सरक्तानत्रपीडयेन्‌ । 
तनुणस्य मनुष्यस्य शीतेरालेपयेद्वहिः ॥ ४१ ॥ 
सिक्त्वाऽन्वुसिस्ततः शीतेः सन्धानीयेरुपाचरेन्‌ ॥ 
उत्पलस्य च नालेन aod विधीयते | 
जीणस्य तु मनुष्यस्थ वजंबेबलितान्‌ डविजान्‌ Nea 
युवा मनुष्य के भझरहित, ea हुए, रच्युक्त, eat को 
दवाकर बाहर से Alas लेप करे 1 etal का जल से सिंचन 
करके शीतळ संधानीय geat (wa, ga, न्यभोबादि 
कपाय, ser, चुर्ण आदि ) के द्वारा fear sti रोगी 
को कमळनाळ से दूध पिळावे वृद्ध मजुप्य के et हुए 
दात त्याज्य होते है अर्यात्‌ चिकित्सा द्वारा उन्हें इद नहीं 
किया जा BEAT ॥ ४१-2२ ॥ 
नासां सन्ना rat वा ऋज्वीं कृत्वा शलाकया 11४३] 
प्रथङ्नासिकथोनोड्यी द्विमुख्यौ संप्रवेशयेत्‌ | 
ततः पट्टन संवेष्त्य घृतसेकं प्रदापय ॥ 2४ ॥ 


~ और ~ 


द्वारा ऊँची और सीघी 


sy 
al 


क्षताबघान च ततः पश्चात्‌ समाचरन्‌ Hex} 

कान को समान स्थिति से लाकर ga लगावे 

घे, फिर सच्च-इन-चिहित्सा विधि ( मधु, Za, 
रिपेक आदि ) का प्रयोग करे nes ॥ 


re 


मस्तुलुन्नाद्विना भिन्ने कपाले मधुसपिषी | 
दत्त्वा ततो निवध्रीयान्‌ सप्ताह च पिवेद्ध्तम्‌॥ ४६॥ 


कपाळ भन्न होने पर यदि मस्तुलङ्ग का खाव न हो तो 
मधु और घृत रखकर पढ़ी वांधे और ( रोगी को ) एक सप्ताह 
तऊ घत पिळावे ॥ ४६ ॥ 


पत्तनादभिघाताद्वा Baas यदश्षतम्‌ | 
शीतान प्रददान्‌ सकांत्र भिषक तस्यावचारयंत्‌ 11४अ] 


गिरने अथवा चोट ळगने से चत के विना भी यदि az 
में cha हो जाब तो उसका उपचार वैद्य को शीतल-लेप भौर 
सेक से करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


अथ जट्घोरुभग्नानां कपाटशयनं हित्तम्‌ | 
कीलका बन्धनाथं च पञ्च कायो विजानता ॥ ४८॥ 
यथा न चलनं तस्य भग्नस्य क्रियते तथा | 
सन्वेदभयतो हो दी तले चैकश्च कीलकः ॥ ४६॥ 


जंघा आर ऊरु (काण्ड) के wa में “कपाट-शयन' 
हितकर होता है । बुद्धिमान्‌ वद्य को इसके लिये पांच कील 
लगानी चाहिये | सन्धियों की ढोना ओर दो २ तथा तळ- 
प्रदेश में एक ste लगावे, जिसमें रोगी aa प्रदेश को 
न हिला सके ॥ ४८-४९ ॥ 


श्रोण्यां वा प्रष्ठवंशे वा बळस्यक्षकयोस्तथा | 
भग्नसन्धिविमोच्षेषु विधिमेनं समाचरेत्‌ xo ॥ 
सन्धींश्रिरविमुक्तांस्तु लिग्घान्‌ स्विन्नान्‌ मदूकतान्‌ | 
Teagan च सम्यक प्रकृतिमानयेत्‌ ॥शशा 


श्रोणी ( कटि ), पृष्टवंश, वक्ष अथवा अक्षक ( अंस- 
सन्धि) के aa या सन्धिविश्छेप में इस विधि का प्रयोग 
करना चाहिये। दीर्घकालीन विशिष्ट सन्धियों को जेहन, 
स्वेदन के द्वारा सदु बनाकर उपर्युक्त विधि और अपनी बुद्धि 
से यथास्यान स्थित करना चाहिये ॥ ५०-७१ ॥ 
विमदाः-जवा और ऊरु wa के रोगियों के लिए “कपाट 
शयन विधि! का निर्देश छिया गया हें! ऊर्वस्थि के भन्न में 
रोगी को लकड़ी के पटरे पर लिटाकर चल्लुण-सन्धि की 
दक्षिण और वाम विद्यार्मे तथा जाचु-सन्धि की stat दिज्ञाओं 
सें एक एक कील wt में जड़ी जाती हे और एक कील फैले 
हुए पर के तळवे की ओर ome जाती है। जंघाभञ् सें 
युद्फसन्थि की दोनों दिशाओं में दो दो ste तथा तल्वे की 
ओर एक वील ल्गाई जाती इ। इस प्रकार पांच कीलो के 
सम्बन्ध से इस यन्त्र का निर्माण होता हैं। यन्त्र के प्रयोग का 
afore da काळ तक रोगी को गतिविहीन करना! 
गति अस्थिसन्धान सें वाधक होती है। अतः रोगी की गति 
में अवरोध उत्पन्न करने के लिये उसे लकडी के पटरे पर 
ल्टिकर SiS सहारे wa प्रदेश को अवरुद्ध कर दिया जाता 
हैं। आाजकछ इस विधि से समता रखने वाली जिस पद्धति 
का प्रयोग ऊर्वस्थि भन्न संघान के लिए किया जाता है उसे 
Prolonged extension gael इस काय के लिए Thoma’s 
37०६ का प्रयोग क्रिया जाता है! युय परिवर्तन के फळस्व 
रूप छौहणळाका-निर्मित इन कुश्ाओं ( Splint ) की भाकृति 


अध्यायः ३ | 


चिकित्सास्थानम्‌ २३ 


~ 


x 


a SS SS RRR 


'कपाटशयन विधि? से भिन्न भले ही हो, किन्तु दोनों विधियाँ | और 


समान रूप से एक Ger की ही पूर्ति करती हैं। 
काण्डभग्ते ABE तु विषमोल्वणसंहिते | 
आपोथ्य शमयेद्धग्न ठतो भग्नवदाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि दीर्घकालीन कापडभञ्च का संधान पूर्ण रूप से 
विपम स्थिति में ( ऊँचा-वीचा ) हो गया हो तो संन्धान का 
विक्षेपण करके ( संघान तोडकर) सञ्च को समान रुप में 
स्थित करना चाहिये तथा भझ्नसघानविधि की भांति 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥५२॥ 


विमशः--जब अस्थि के टूटे हुए भाग का संधान ठीक 
से नहीं होता तो दोनों भागों के मध्य में अन्तर रह जाता है 
अथवा एक भाग दूसरे पर चढ़ जाता है। इस स्थिति में 
अस्थिसन्धान समान रूप से नहीं होता । अस्थिमञ्न विषम 
रूप से जुड जाता है। उससे अङ्ग में विकृति आ जाती है। 
इस प्रकार के अस्थिसंधान को Mal umon कहते हैं। ऐसी 
दृशा में संधान को तोड़कर पुनः भझसंघान ठीक रूप में 
करना पड़ता है। 
कल्पयेन्निर्गत॑ शुष्कं त्रणान्तेऽस्थि समाहितः | 
सन्ध्यन्ते वा क्रियां कुयोत्‌ ASR त्रणमग्नवत्‌ NLA 
( काण्ड भन्न में सावधान चिकित्सक, बाहर निकली 
तथा सूखी हुई afta को त्रण के एक भाग अथवा ब्रणयुक्त 
सन्धि के समीप से काट दे और व्रणभञ्चविधि की भांति 
चिकित्सा करे ॥ ५३ ॥ 
ऊध्बेकाचे ठु भग्नानां मस्तिष्क्यं कर्णपूरणम्‌ | 
gawd हितं नस्यं प्रशाखास्वलुचासनम्‌॥५४॥ 
शरीर के ऊध्वं भाग में भन्न होने पर शिरोबस्ति (मस्तिष्क्य 
शिसेवलत्निप्रकाःः, स च ेहाक्तपिचुष्डोनाटरिभि ), कर्णपूरण 
(कान में ae डालना ), घृतपान और नस्य तथा शाखाओं 
( जानुजद्दा-वाहुद्दय ) के भन्न में अनुवासन वस्ति हितकर 
होती है ॥ ५४ ॥ 
अत ऊर्ध्वं प्रवच्यामि तेल भग्नप्रसाधकम्‌ | 
रात्रौ रात्री तिलान्‌ कृष्णान्‌ वासयेदस्थिरे जले ॥श्थ। 
दिवा दिवा शोषयित्वा गवां क्षीरेण भावयेत्‌ | 
तृतीयं सप्तरात्रं तु भावयेन्मधुकाम्चुना 17६1 
ततः क्षीरं पुनः पीतान्‌ सुशुष्कात्वूर्णयेद्धिषक | 
काकोल्यार्दि सयष्ट्याह्न मत्चिष्ठा सारिवा तथा ॥५७॥ 
gd uscd मांसीं सुरदारु सचन्दनम्‌ | 
शतपुष्पां च संचूर्ण्य तिलचूर्णन योजचेत्त्‌ ॥ ५८ ॥ 
पीडनाथ च कतंव्यं सर्वेगन्वश्शत पयः | 
चतुर्गुणे SX. विपचे 
न पयसा तत्तेलं विपचेद्धिषक KE | 
इसके आगे भप्नसंघानकारक तेल का वर्णन किया जाता 
है । चेद्यः प्रत्येक रात्रि में ( सातदिन ) काले fret को वहते 
ae में रखे और दिन में धूप में सुखा ले । इसी प्रकार तिलों 
को योदुरध में ( सात दिन ) रात्रि में मिगोकर दिन में सुखा 
ले, तीसरी बार उसी प्रकार सुलेठी के छाथ की भावना दे 


(चौथी वार) पुनः उपर्युक्त विधि से दूध में 
भावना देकर तिलों का चूर्ण वना छे। ( इसके वाद ) वेच, 
काकोल्यादिगण, मुलेठी, मजीठ, सारिवा, कूठ, राळ, जरा- 
मांसी, देवदार, छाळचन्दन और सौंफ का चूर्ण बनाकर तिळ- 
चूण के साथ मिळावे । तदनन्तर एळादिगण के (aden 
एलादय ) geal से सिद्व उप्ण दुग्ध में उपयुक्त चूर्ण को गीला 
करके कोल्हू में पेरकर Ge निकाले और चतुगुण दुग्ध के 
द्वारा इस तेळ का पाक करे ॥ ५५-५९ ॥ 

एलामंशुमतीं पत्रं जीवकं तगरं तथा | 

रोधं प्रपीण्डरीकच तथा कालानुसारि(वा)णम्‌ ॥६०। 

सेरेयक चीरशुझामन्तां समधूलिकाम्‌ || 

पिष्ट Sc पूर्वोक्तान्योपधानि च | 

एभिस्त शास्रविन्म॒दुनाउग्निना | ६१ ॥ 

शाख को जानने चाळा वैध, इलायची, अशुमती 

( झाळपर्णी), तेजपात, जीवक, तगर, लोध्र, goat 
( सुगन्ध द्रव्य ) तगर, करसरेया, क्षीरविदारी, अनन्तमूल, 
मधूलिका ( मूर्वा ) और सिघाडा तथा पूर्वोक्त ( काकोल्या- 
दीनि शतपुप्पान्तानि ) भोषधियों को पीसकर कल्क धनावे 
और उपयुक्त विधि से निकाले गये तेळ का ( चतुर्गुण दुग्ध 
में ) मन्दाच्चि से पाक करे ॥ ६०-६३ ॥ 


wade सदा पथ्यं भग्नानां सर्वकर्मसु ॥ ६२॥ 

आत्तेपके पक्षघाते तालुशोषे castes | 

सन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशूले हनुम्रहे ॥ ६३॥ 

वाधिये तिमिरे चैव ये च खीपु क्षय गताः | 

पथ्यं पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये बस्तिषु भोजने ॥ ६४ ॥ 

ग्रीवास्कन्धोरसां वृद्धिरमुनेंबोपजायते | 

सुखं च पद्मप्रतिम ससुगन्धिसमीरणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

गन्धतेलमिदं नाजा सर्ववातबिकारनुत्‌ | 

राजाहमेतत्‌ कतेव्यं राज्ञामेव विचक्षणैः ॥ ६६ ॥ 

अस्थि-म्झा में पान, अभ्यङ्ग आदि के लिए यह ae सदा 
हितकर होता है। आक्षेपक, पक्षवध, वाहुशोप, भर्दित, 
सन्यास्तम्भ, शिरोरोग, कर्णशूछ, case, वाघिर्य, तिमिर 
तथा अत्यन्त scan Stor व्यक्तियों के पान, अभ्यङ्ग, 
नस्य, बस्ति एवं भोजन(में (उपयुक्त तेळ ) हितकर होता 
Riga तेल के सेवन से ओवा, स्कन्ध और age की 
बृद्धि (gf) होती है! सुख कमळ के समान तथा सुगन्धित 
वायु से युक्त रहता है! इसका नाम गन्ध तेल 21 यह सम्पूर्ण 
वातब्याधियों को नष्ट करता है। यह तेळ राजाओं के योग्य 
है, इसका .निर्माण बुद्धिमान वेदों को राजाओं के लिये ही 
करना चाहिये ॥ ६२-६६ ॥ 
» N_ ० a 

त्रपुसाक्षत्रियालानां dat मधुरः सहद । 

चसां दत्त्वा यथालाम क्षीरे दरायुणे पचेत्‌ ॥ ६७॥ 

स्नेहोत्तसमिदं चाशु झुयीद्भगनप्रसाधनम्‌ | 

पानाभ्यज्ञननस्येपु वस्विकर्मणि सेचने ॥ ६८ ie 

खीरे के वीज ( त्रपुस ककटोमेद ), वहेडा और farts 

का सेळ तथा यथालाभ वसा लेकर दंशगुने दूध में पक्रावे। 


२४ 


शश्रुतसंहिता 


ITT 


ag उत्तम स्नेह दै और ain भझसन्धान करता है। इसका | 
प्रयोग पान, अभ्यङ्ग, नस्य, वस्तिकर्स और परिपेर में करना 
चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 
भग्नं नेति यथापाकं प्रयतेत तथा भिपक | 
पक्कमांससिराख्नायु तद्धि कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ६६ ॥ 
वैद्य को इसका प्रयत्न करना चाहिये कि waa पाक न 
होने पावे क्योकि मांस, दिरा और जायु में पाक होने पर 
WA कष्टसाध्य हो जाता है ॥ ६९॥ 
भग्नं सन्धिमनाविद्धमहीनाङ्ग मनुल्बणम्‌ | 
सुखचेष्टाप्रचारं च संहित सम्यगादिशेत्‌॥ ७०॥ 
इति सुश्रुतसहितायां चिकित्सास्थाने भग्नचिकित्सितं 
नाम दृतीयोऽध्याय. ॥ ६ ॥ 
हहर». mn 
अञ्नसन्धि पीड़ा से रहित हो, अङ्ग छोटा हुआ हो, 
भझस्थान समान ( ऊँचा-नीचा न होना ) हो और आझ्ञ्चन, 
प्रसारण आदि चेष्टाये सुखपूर्वक होती हो तो समझना चाहिए 
कि भन्नसन्धान सम्यक्‌ रूप से हुआ है ॥ ७० ॥ 
इत्यायुर्वेदतस्वसन्दी पिकायां भाषादीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
Cand 


चतुर्थोऽध्यायः 


अथातो बातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोचाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर वातव्याधि की चिकित्सा विधि का वर्णन 


किया जा रहा है, जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुथुत- 
प्रगति शिप्यों से) कहा ॥ ५-२ ॥ 


आमाशयगते बाते च्छदेयित्वा यथाक्रमम्‌ | 
देयः पड्धरणो योग समरात्रं सुखाम्बुना tl ३॥ 
आमाशयगत वात में कमानुसार वमन कराने के पश्चात्‌ 
सुखोष्ण जठ से सात दिन तक पड्धरण योग का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३॥ 
विमरांः--आमाशयगते ददन कफस्थानत्वात्‌ । यथाक्रममिति । 
अत्र यथाक्रमशब्देन पूर्वकालापरकाटकःचंच्यता सर्वा एव आक्षिप्ता 
स्नेइस्वेदनपानलेङ्विकवे गिकमानिककायध्युद्धि्तसज्जंनमोजनादय. । 
पट्धरण इति पण्णा चित्रकादीना वरणा मानविशेषा यत्र योगे स 
पद्धरणो योग । सुखाम्बुना इपदुष्णाम्डुना | ( डल्हण ) 
चित्रकेन््रयवे पाठा कटुकाऽतिविपाऽभया | 
चातव्याविग्रशमनो योगः पडधरणः स्मृतः ॥ ४॥ 
चित्रक, इन्ट्रयच, पाठा, कुटकी, अतीस और हरीतकी के 
योग को पढ्धरणयोग कहा गया दै, यह वातव्याधि को 
शामन करने वाळा योग हैं ॥ ४ ॥ : 


पक्काशवगते चापि देयं स्नेहविरेचनम्‌ | 
वस्तयः शोधनीयाश्र प्राशात्र लवणोत्तराः | ४ ॥ 


पछान्नयगत चात में स्नेह-विरेचन, दोधनीयवस्ति तथा 
छवगप्रघान आहार देना चाहिए ॥ ५॥ 


धू 


विमर्शः-स्नेहतिरेचन तिल्वकसर्पिरादिविरेचनम्‌ । वस्तयः 
शोवनीयाश्रेति । “शोधनद्रत्यनि क्वाथास्ततकल्कस्नेहसयुताः 
इत्याद्या. | प्राशाश्च लवणोत्तरा इति | खेहुलवण कल्याणकलवणादयः, 
अन्ये तु प्राइयन्त इति प्रा्ा आहारा", न तु लेहाः । लवणोत्तरा 
लवणप्रधाना. ' ( डल्हण ) 
कार्यो वस्तिगते चापि बिधिबेस्तित्रिशोधनः | 
श्रोत्रादिपु प्रकुपिते कायश्चानिलहा ऋमः॥ ६॥ 
स्नेहाभ्यड्रोपनाहाश्व मदेनालेपनानि च | 
त्वड्यांसासकसिराप्रापने कुयोबयासग्विमोक्षणम्‌ ॥ ७॥ 
चस्तिगत वात में, वस्ति को शुद्ध करने वाली विधि 
( अइमरा चिकित्सितोक्त ) का प्रयोग करना चाहिये। श्रोन्न 
आदि में ( आदिशब्डात्‌ त्वगृप्राण-जिडानेन्राणीन्द्रियाणि गृह्यनने ) 
वात का प्रकोप होने पर स्नेह, अम्यङ्ग, उपनाइ, 
मर्दन और आलेप आदि वातनाशक क्रमों का प्रयोग करना 
चाहिये। त्वचा, मांस, रक्त और दिरा में चायु का प्रकोप 
होने पर रक्तमोक्षण करना चाहिए ॥ ६-७॥ 


स्नेहोपनाहाग्निकर्सबन्धनोन्मदनानि च | 
स्रायुसन्ध्यस्थिसत्रापने कुर्याद्ययावतन्द्रितः ॥ ८ ॥ 
आलस्यरहित चिकित्सक, जायु, सन्धि और अस्थिगत 


वातम्रकोप में, स्नेह, उपनाइ, अग्निकर्म, aera और मदन 
का प्रयोग करे ॥ ८ ॥ 


निरुद्वेऽस्थनि वा वायौ पाणिमन्थेन दारिते | 
नाडीं दत्त्वाउस्थनि भिषक्‌ चूपयेत्पचन बली ॥ ६ ॥ 
( अस्थि-म्चायत वायु के प्रकोप में ) अस्थि में वायु के 
रुकने पर (त्वचा, मांस आदि को शास्र से काटकर ) उसे 
आराशख से वेध कर ( पाणिमन्थेन आराशखस्रेण ) उसमें दो 
सुखी नलिका लगावे और वळवान चेच वायु का चूपण करे ॥ 
शुक्रप्रामेऽनिले कार्य झुक्रदोपचिकित्सितम्‌ | 
अवगाहङुटीकरपूपरस्तराभ्यङ्गबस्तिभिः ॥ १०॥ 
जयेत्त सर्वोद्धज वातं सिरामोक्षेश्च बुद्धिमान्‌ | 
एकाङ्गं च मतिमाञ्छुन्गे्वावस्थित जयेत्‌ ॥ ११॥ 
शुक्रगत वायु के प्रकोप में शुक्रदोप को दूर करने वाळी 
चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान वैद्य, 
अवगाह, छुटी, कपूं और प्रस्तरस्वेद तथा अभ्यङ्ग, वस्ति 
एव रक्तमोक्षण के द्वारा सर्वाङ्गगत वायु का शमन att 
किसी अङ्ग विशेष में रुकी हुई वायु को बुद्धिमान्‌ वैद्य सींग 
के द्वारा निकाले ॥ १५-११ ॥ 
विम्चः--अवगाही-वातहरकाथपूर्णद्रोण्यादिषु अवगाह्दो द्रव- 
स्वेदः। कुटी-चतुद्वारा भूमावारोपिता+नीतविधूमाइारवातहरद्रव- 
तिक्ता, सा चोष्मस्वेदः । कपूं:-पुरुषायाममात्रनिखातदग्धावनि 
प्रदेशे वातदरद्रवसिक्ते शयन स चोथ्मस्वेदविशेष, । स्विन्नतुपधान्या- 
दिमिरास्तृनायां भूमौ परिशयन प्रस्तरः । 
बलासपित्तरकेस्तु संसष्टमविरोधिमि: | 
सुप्तिवाते त्वसड्योक्ष कुयोत्तु चहुशो भिषक्‌ ॥ १२॥ 
Re लवणागारधूमैस्तैलसमन्वितैः | 


१६ 


घुश्रुतसंहिता 


IS 
Frog PP PAP PLD PD PP VE VS ELA LPL A LA 


मुपदिशन्ति घातरोगिपु; अणुभ्यस्तेलद्रव्येभ्यो निष्पा- 
द्यत इत्यशुतैलम्‌ ॥ ९८॥ 


तिळ पेरने वाले कोल्हू की waht को एकत्रित कर, 
चिरकाळ तक तेल पिये हुई उन ळकडियोा के छोटे छोटे टुकड़े 
करके चूर्ण बनावे और वडे कड़ाहे में जल में डाळकर काथ 
करे । इस क्रिया से जळ के ऊपर जो स्नेह (Fz) आवे उसे 
सकोरा, हाथ या अन्य उपाय से लेकर aan औपधियों 
( भद्गदार्वादिगण ) के wen के साथ स्नेहपाक विधि से 
पकावे । यदद अणु तेळ दे । इसका प्रयोग बातरोगों में करना 
चाहिए । अणु अर्थात्‌ सूचम तेठ्रव्यों ( तेल पिए हुए कोलू 
के Ah ) से निर्मित होने के कारण इसे “अणु तेल! 
कहते ६ ॥ 


अथ महापश्वमूलकाेबेहुभिरवदद्यावनिप्रदेशमसि- 
तमुपितमेकरात्रमुपशान्ते5मावपोह्य भस्म निवृत्तां 
भूमिं बिदारिगन्धादिसिद्धेन तैलघटशतेन तुल्यपयसाऽ- 
मिपिच्यैकरात्रमवस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका Raza 
स्यात्तामादायोष्णोदक्रेन महति कटादेऽभ्यासिश्चेत्‌ + 
तत्र यत्तेलमुत्तिछठेत्तत्‌ पाणिभ्यां पयोदाय स्वनुगुप्रं 
निदध्यात्‌ ; ततस्तेलं वातहरोषघकाथमांसरसचीरामु- 
भागसहल्लेण सहस्रपां बिपचेद्यावता कालेन शक्तुयात्‌ 
पुँ, प्रतिवापश्चात्र हैमवता दक्षिणापथगाश्च गन्धा 
वातन्नानि च,तस्मिन्‌ सिध्यति शाङ्लानाष्मापयेदू दुन्दु- 
भीनाघातयेच्छत्रं घारयेद्वालव्यजनेश्च बीजयेदू ब्राह्मण- 
wed भोजयेत्‌, तत्‌ साधु सिद्धमवत्तायं सौवर्णे 
राजते मृण्मये चा पात्रे स्वचुशुपरं निदध्यात्‌ ) तदेतत्‌ 
सह्रपाकमभ्रतिवारवीय राजाह तलम्‌ } एवं भागशात- 
विपकं शतपाकम्‌ ॥ २६ ॥ 


काळी मिट्टी वाळी भूमिपर बृरपञ्चसूळ की बहुत सी लकड़ी 
wera) एक दिन उसी प्रकार अग्नि जलने दे। जव अग्नि 
दान्त हो जाय तव उत स्थान से राख हटाकर, चिठारिगन्धादि 
गण से सिद्ध तेळ तथा दूध के सौ-सी घडे से उस रिक्तमूमि 
का सिंचन करके एक दिन उसी स्थिति में रहने दे, 
फिर जितनी मिही स्तिग्ध हो गयी हो उसे लेकर उप्ण जळ 
के बडे कढादे में छोड दे । इस क्रिया से जो तेळ जळ के उपर 
आवे उसे हाथ से निकालकर सुरक्षित स्थान में रखे । इस तेळ 
का जितने समय में पाक हो सके चातहर औषधियों ( भद्रदा- 
चादि गण ) के फाथ, मांसरस, दूध और काझी के एक 
TEA भाग के द्वारा एक सहस्त वार करे। इसमे हिमालय 
तथा दक्षिणापथ at सुगधित एव aaa औषधियों का कल्क 
wel तंछ-पाक के समय we फळे, नगाडे बजावे, छत्र 
धारण करे, Gat डलाचे भौर wea ब्राह्मणों को भोजन 
करावे । भछीभाँति de सिद्ध होने पर अभि से उतार कर 
सोने, चाँदी अथवा मिट्टी के पात्र में सुरक्षित स्थान में रखे । 
यदद Mea पाकयुक्त अभ्रतिदृत-शक्तिवाठा सेळ राजाओं के 
योग्य हे इसी मरार सो भाग से पकाया गया ‘sans 


Be ark ॥ २९॥ 


विमक्ष--दैमवताः-_उत्तरापथत्म्भूताः, ते पुनः कस्तूरोशटी- 
कुछर्मासीसरलसुरदारुसुरात्वगादयः । दक्षिणापथग[,--चन्दनजात्रि- 
फलकड्रोळल्वप्रादयः । तत्र शह्ाश्मापनादेरचिन्यशत्तित्वात, अति- 
शयब्युत्पादनार्था | ( ढल्हण) 
गन्धवेह्स्तमुप्ककन क्तमालाटरूपकपूतीकारग्वघः 
चित्रकादीनां पत्राण्याद्रीणि लवणेन सहदोदूखलेऽवश्चुद् 
स्नेहघटे प्रक्षिप्यावलिप्य गोशऋद्धिदीहयेत्‌ , एतत्पत्र- 
लबणमुपदिशन्ति वातरोगेषु ॥ ३०॥ 
गन्धर्वहस्त ( प्रण्ड ), BRE (MAT), कर्ज, HEAT, 
पूतिकरक्ष, अमरतास और चित्रक आदि qeat के हरे पत्तों 
को छवण के साथ ओगळ में कूटकर, घी के घडे में रस, 
ऊपर से मिट्टी का लेप करके, उपळों की अभि में पकावे । यह 
'पत्रळवण' है, इसका प्रयोग बातरोगों में करना चाहिये ॥३ेणा 
एवं स्नुहीकारडवातीकुशिय्रुलवणानि संक्ष्य घटं 
पूरयित्वा सर्पिस्तैलवसामञ्जभिः अक्षिप्यावलिप्य गोश- 
कृद्विदाहियेत्‌ एतत्‌ स्नेद्दलवणमुपदिशन्ति वातरोगेषु | 
(इति काण्डलवणम्‌ ) ॥ ३१ ॥ 
इसी प्रकार थूहर के डरे, बडी कटेरी, सहिजन और 
सेन्यानसक को एफ साथ कूटकर घडे में रखे तथा घृत, तेल, 
चसा एवं मज़ा डालकर, मिट्टी का लेप करके, उपळे की अञ्चि 
में पकावे यह ‘deca’ है, इसका प्रग्रोग चातरोगों में 
करना चाहिये । इसे 'काण्डलचण” भी कहते हैं ॥ ३१॥ 
गण्डीरपलाशकुटजविल्वाकस्नुह्यपामार्गपाटलापा- 
रिभद्रकनादेयीकृष्णगन्धानीपनिम्बनिदहन्यरख्पकनक्त- 
सालकपूतिक्टहतीकण्टकारिकाभल्लात केहुदीचेजयन्ती- 
कद्लीबाष्पयेक्षुरकेन्द्रवारुणी वेवमोक्षकाशो का इत्येवं 
चग समूलपत्रशाखमाद्रमाहृत्य लवणेन सह संख्य 
qa क्षारकल्पेन परिख्राव्य विपचेत्‌, प्रतिवाप- 
शत्र हिङग्वादिभिः पिप्पल्यादिभिर्वा | इत्येतत्‌ कल्या- 
णकलवणं चातरोगशुल्मीहासिसङ्गाजीणीर्शाऽरोचका- 
तानां कासादिभिः कृमिभिरुपट्रुताना चोपदिशन्ति 
पानभोजनेष्त्रपीति ॥ ३२ ॥ 
गण्डीर ( जळपिप्पळी ), पलाश, कुटज ( कोरैया), वेळ, 
मदार, सेहुण्ड, अपामार्ग, NZS, फरहद, नादेयी (अरणी ), 
कृष्णगन्धा ( सहिजन ), ara, नीम, निदुंहनी ( अञ्निमन्थ 
या चित्रक), aga, कर॒, पृतिकरक्ष, वडी करेरी, छोटी 
कटेरी, भिलावा, हिंगोट, चजयन्ती (अरणी), केला, बाप्पद्व्य 
(aa शोणित कृष्णञ्च सिन्धुविषये, केचिद्‌ वर्षा भूद्वयमिति पठन्ति ), 
इच्तरक ( ताळमखाना ), इन्ट्रायण, श्वेतमोखा और waite, 
इन qeat को जड, शाखा तथा पत्र सहित हरा छाकर उसमें 
सेन्या नमक मिळावे और एक साथ कूटकर उपर्युक्त विधि से 
wer, फिर ज्ञारनिर्माण की विधि से टपकाकर, हिंग्वादि या 
पिप्पद्यादि गण के कढक के साथ पकावे। यह “कल्याणक- 
लवण! है, इसका प्रयोग वातरोग, गुल्म, प्लीहा, arene, 
अजीर्ण, अदा, अरोचक, कास और कृमि से पीडित रोगियों 
के पान तथा भोजन में भी करना TSA ॥ ३२ ॥ 


अध्यायः ५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


२७ 


~ 


भबति चात्र 
विष्यन्दनाठुष्णभावाद्दोषाणां च विपाचनात्‌ | 
संस्कारपाचनाश्चेदं वातरोरोपु शस्यते ॥ ३३॥ 
इति श्रीसुश्रतसंहितायां चिकित्सास्थाने वातव्यायि- 
चिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
—<— So 
जैसा कि--बहने, उष्ण होने, दोप का पाचन करने तथा 
संस्कारपूर्वक ( विधि विशेष के द्वारा) पाक होने के कारण 
यह वातरोयों में हितकर होता है ॥ ३३॥ 
इत्यायुर्वेदतच्वसन्दीपिकायां भापारीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


अथातो महावातव्याधिचिकिस्सितं व्याख्यास्य/मः | | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्चन्तरिः॥ २॥ 
इसके अनन्तर भद्दावातब्याधि की चिकित्साविधि का 
वर्णन किया जा रहा हे, जैसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्च॒त 
प्रमृति Rrett से ) कहा । 
द्विविधं वातशोणितयुत्तानमवगाढ चेत्येके भापन्ते; 
तत्तु न सम्यक्‌, तद्धि कुवदुत्तानं भूत्वा कालान्तरे- 
णावगाढीभवति, तस्मान्न द्विविधम्‌ ॥ ३॥ 
कुछ लोगों का मत है कि वातशोणित दो प्रकार का होता 
है। (१) उत्तान और (२) गम्भीर । उनका कथन ठीक 
नहीं दे, क्योंकि ( वातशोणित प्रारम्भ में कुष्ठ की भाँति 
उत्तान ( त्वचा-मांस में आश्रित ) होकर काळान्तर में गग्भीर 
हो जाता हे । इसलिए दो प्रकार का नहीं हे ॥ ३ ॥ 
विमशेः-चरक ने वातशोणित को दो प्रकार का माना 
हे--'द्विविध वातरक्तमिति गम्मोरसुत्तान च? (च० fixe अ० १६) 
तत्र बलबद्विग्रहादिभिः प्रकुपितस्य वायोगुरूष्णा- 
ऽ्यशनशीलस्य प्रदुष्टं शोणितं मार्गमावृत्य वातेन 
सहैकीभूतं युगपद्ातरक्तनिमित्तां वेदनां जनयतीति 
वातरक्तम्‌ | तन्तु पूव हस्तपाद्योरवस्थानं कृत्वा पश्चा 
हहं व्याप्नोति । तस्य पूर्वरूपाणि तोददाहकण्ड्शो- 
फस्तस्भत्वकपारुण्यसिरा्नायुधमनीरपन्द्नसकिथिदौर्ष- 
ल्यानि श्यावारुणमण्डलोत्पत्तिग्वाकस्मात्‌ पाणिपादत- 
लाइुलिशुल्फमणिबन्धग्रशृतिपु, तत्राप्रतिकारिणोऽप- 
चारिणश्च रोगो च्यक्ततरः, तस्य लक्षणमुक्त तत्राप्रति- 
कारिणो वैकल्यं भवति ॥ ४ ॥ 
गुरू, उप्ण पदार्थों का सेवन तथा अध्यशन ( सुक्तस्योपरि 
मोजनम्‌-अध्यश्चनम्‌ ) करने चाळे व्यक्ति का दूपित हुआ रक्त, 
बलवान के साथ युद्ध भादि कारणों से कुपित हुये वायु के 
मार्य को रोककर तथा वायु के साथ एक होकर, एक ही 
समय में, वात और रक्तजन्य वेदना को उत्पन्न करता है अतः 
इसे 'वातरक! कहते हैं । यह (वातरक्त) आरम्भ में हाथ पैरों 
में स्थिव होकर पश्चात्‌ सम्पूणं शरीर में फेलता हे । इसके पूर्व- 
रूप ये हैं-चुभने की सी पीदा, दाह, कण्डू, शोथ, जकडाहर, 


त्वचा में कडापन, शिरा, ag और धमनी में स्पन्दन, 
जंघाओं में दुर्वळता तथा हाथ पेर के तलप्रदेश, अंगुलि, 
गुएफ एवं मणिवन्ध भादि में काले, छाल मण्डलो ( गोळ 
चकत्तों ) का अकस्मात्‌ उत्पन्न होना। इस भकार के पूर्वरूप 
में चिकित्सा न करानेवाले और मिथ्या भाहारःविहार करनेवाले 
व्यक्ति का रोग अधिक ag जाता हे) उसका लक्षण कहा जा 
चुका हे । रोग के प्रगट होने पर चिकित्सा न कराने वाले 
व्यक्ति को विकलता होती है ॥ ४ ॥ 
भवति चात्र , 
प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याऽऽहारविहारिणाम्‌ | 
स्थूलानां सुखिनां चापि वातरकं प्रछुष्यति ॥५॥ 
जेसा कि--वातरक्त का प्रकोप प्रायः मिथ्या आहार-विहार 
करने वाले सुकुमार, स्थूल और सुखी व्यक्तियों को होता हे ॥ 
विमशः--चरक ने भी 'वातश्योणित? का कारण दूपित रक्त 
और कुपित चायु को ही माना हे। “वायु saat इद्धेन रक्तेना- 
वारित. पथि । कुद्धः सदूषयेद्रक्त तज्शेय वातशोणितम्‌’ ( चरक )। 
सम्प्रति पाश्चात्य चिकित्सा शाख के ( Gout ) गठिया रोग से 
इस रोग की समता स्थापित की जाती है । Gout) का प्रकोप 
सुख्य रूप से छोटी अस्थिसन्धियों में तथा विशेष रूप से पैर 
के अंगूठे की सन्धि में होता है। रोग का प्रारम्भ साधारणतः 
अचानक और अक्सर भध्यरात्रि में होता हे! भस्निमान्ध, 
सुखवरस्य, FARIA तथा साधारण ज्वर आदि लक्षण भी 
उपस्थित रहते हैं। रक्त में ( Unie acid ) की बृद्धि इस रोग 
का कारण मानी जाती है। साधारण दशा में रक्तपत ( Une 
acid ) की मात्रा (100 0 0) रक्त में एक से तीन मि० आम 
तक रहती हे । स्वस्थ दशा में ( 077० acid ) अपनी निश्चित 
मात्रा में रहता है तथा अनावश्यक भाग मूत्र के द्वारा वाहर 
निकलता रहता हे । मिथ्या भाहार-विहार के कारण रक्त सें 
चढ़ा हुआ ( 0:7० ५०0 ) जब शरीर से वाहर TS द्वारा पूरा 
नहीं निकळ पाता तब सन्धियों में ( Sodium urate ) का 
संचय होने लगता हे । धनिको में इस व्याधि का प्रकोप 
अधिक होने के कारण ही सम्भवतः चरक ने इसका नाम 
'आव्यवात' भी रखा हे एवं अधिक मात्रा में सुरा सेवन 
को सी इसका कारण माना है । पाश्चात्य चिकित्सकों 
की धारणा भी कुछ विशेष प्रकार के सुरा-सेवन के 
विषय में ऐसी हीहै। The strong wines like port 


and sherry and the red wines such as burgundy and 
claret are also probably responsible for much gout 


among the well to do classes ? 
तत्र प्राणमांसक्षयपिपासाज्वरसूच्छाभ्रासकासस्त- 
्भारोचकाविपाकविसरणसंको चनेरनुपटटुतं बलवन्त- 
मात्मवन्तमुपकरणबन्तं चोपक्रमेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राण ( बळ ) क्षय, मांसक्षय, पिपासा, ज्वर, मूर्च्छा, 
श्वास, कास, स्तम्भ ( जकड़ाहट ), अरोचक, अविपाक ( भन्न 
का ठीक परिपाक न होना), विसरण ( विस्तार ), संकोचन 
आदि उपद्रचों से रहित, घळ्वान, जितेन्द्रिय और साधन- 
संपन्न रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ६॥ 
तत्र, आदावेच बहुबातरुक्षम्लानाङ्गाहृते AMA 
णादुदुष्ठशोणितमसकृदल्पालपमवसिश्चेह्वातकोपभयात्‌। 


RR LEE Aa ee 
ततो वमनादिभिरुपक्रमेरुपपाद्य प्रतिसंसृष्टक्त वात- 
प्रबले पुराणघुतं पाययेत्‌ । अजाचीरं वा$घेतेलं मधु- 
काक्षयुक्तं श्गालविन्नासिद्धं घा, शकरामधुमघुरः 
शुण्दीग्रद्वाटककशेरुकसिद्ध वा, श्यामाराखासुपवीर्ट- 
गालविन्ञापीलुशतावरीस्वदष्टाद्विपव्वमूलीसिद्ध॑ वा | 
ह्विपव्वमूलीकाथाष्टयुणसिद्धेन पयसा मधुक्‌मेपश्टक्ली” 
श्दट्टासरलभद्रदारुवचासुरमिकल्कप्रतीवापं तलं पाच- 
यित्वा पानादिपूपयुस्तोत, शतावरीमयूरककिणिह्यज़मो- 
दामघुकक्षीरबिदारीबलातिवलाठृणपत्चमूलीकाथसिद्ध 
चा काकोल्यादिप्रतीबापं, बलातंलं शतपाकं वेति | 
वातहरमूलसिद्धेन च पयसा परिपेचनमम्लेवा कुर्वीत | 
यवमधुकेरण्डतिलबपीभूभिवी प्रदेहः कार्यः | तत्र चूर्णि- 
तेषु यवगोधूमतिलमुद्रमापेपु प्रत्येकशः काकोलीक्षीर- 
काकोलीजीबकर्पभकबलातिचलाबिसमृणालश्ृयालवि- 
न्ञामेपश्ङ्गीप्रियालशर्कराकरोरुकसुरभिवचाकल्कमि्रे- 
पूपनाहाथ सपिंस्तैलबसामढुग्धलिद्धाः पञ्च पायसा 
व्याख्याताः, स्नेहिकफलसारोत्कारिका बा, चूर्णितेपु 
यबगोधूमतिलमुद्गमापेषु मत्स्यपिशितवेशवारो बा; 
बिल्वपेशिकातगरदेबदारुसरलाराखाहरेशुङुष्ठातपुषप- 
लासुरादधिमस्तुयुक्त उपनाहः) मातुलुङ्गाम्लसन्धव- 
घृतमिश्र मघुरिग्रुमूलमालेपस्तिलकल्को वेति बात- 
प्रबले 1७॥ 

प्रारंभ में मार्यावरोध के कारण, वायु की अधिकता से 
ea और स्लानतारहित अग में से, दूषित रक्त को अनेक 
वार थोडाथोडा निकाले, जिसमें वात प्रकोप न हो। इसके 
पश्चात्‌ वमन, विरेचन आदि विधियों का प्रयोग कर, संसर्जन- 
क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन कराने के वाद वातरक्त 
के रोगी को पुरातन ga पिछावे। अथवा बकरी के दूध में 
आधा तैळ और एक कर्ष सुलेठी मिलाकर या wif से 
सिद्ध करफे ( weds मिश्रित बकरी का दूध) शकरा तथा 
सधु द्वारा मीठा कर पिलावे। अथवा ais, सिंघाडा और 
कसेर या निशोथ, राखा, मगरेळा, एश्चिपर्णी, पीळ, शतावर, 
गोखरू और दरामूळ के साथ सिद्ध करके ( अद्धंतैळ मिश्रित 
बकरी का दूध) पिछावे। अठगुने दृशमूळ छाथ से सिद्ध 
दूध में, yea, areca, गोखरू, चीड, देवदार, वच, 
और सुरभि (राखा) का कल्क मिलाकर, :तेळपाक करके 
पान, ( अभ्यङ्ग, परिपेक आदि ) में प्रयोग करे । दातावर, 
मयूरक ( अपामार्ग) , किणिही ( अपामार्ग), अजवायन, 
wea, क्षीरविदारी, खरेटी, अतिवळा (at) और 
ways के छाथ तथा काकोल्याद्गिण के zea के 
करक से सिद्ध तेळ अथवा शतपाक ( सौवार सें पकाये गए ) 
चलाते फा प्रयोग करे । चातहरमूळ (gage) के 
द्वारा सिद्ध दूध या sega ( सुरा, सौवीर, तुपोदक आदि ) 


से परिषेक करे । जौ, geet, पुरण्ड, तिळ और पुनर्नवा आदि 
का प्रलेप लगावे । 


जी, गेहूँ, तिळ, सूँग और उडद इन ( पाँच ) बरन्यों के 


चूर्ण में ए्थक-घथक्‌ काकोळी, चीरकाकोडी, जीवक, ऋषभक, 
बला, अतिवला, fra ( भसिण्डा ), कमळनाछ, पृश्निपर्णी, 
काकडासिंगी, चिरोजी, दार्करा, कसेरू, सुरभि ( war ) और 
चच का कल्क मिलाकर, घी, तेल, वसा, मज्जा और दूध 
(पाँच द्रव्य ) के द्वारा सिद्ध किए गए पाँच पायसों ( खीर ) 
का वर्णन उपनाह के लिए किया गया हें । Seas फलों की 
उस्कारिका ( लप्सी ) अथवा चूर्ण किए गए जो, गेहूँ, तिळ, 
qa और seq में मुली का मांस मिलाकर बनाया गया 
वेशवार या वेळगिरी, तगर, ठेवदारु, सरला ( निशोथ), 
रास्ना, रेणुका चीज, कूठ, साफ, इलायची, सुरा, दही और 
मस्तु ( दधिजळ ) से निर्मित उपनाह तथा विजौरे का रस, 
संधानमक, घृत, मधु, सहिजन की जड और तिल कर्क मिश्रित 
लेप का प्रयोग वातप्रधान वातरक्त में करना चाहिये ॥ ७॥ 


विमदा ः--शतपाकं-श्तपाकमिति वळाक्काथकस्कराभ्या शतश" 
कृत्वा विपाच्य प्रयोज्यम्‌ । पयसा ated पायसाः। ते तु 
चातिद्रवा नातिसान्द्रा. प्रदेइयोग्या योज्या. । स्नेहिकफलानि 
तिलेरण्डातसीविमीतकादीनि, तेषां यथासम्भव सारो मज्जा । उत्का" 
रिका लप्सिका । मत्स्यपिशितवेशवारः = मत्स्यमासमयो वेशवारः । 
( डल्दण )। विस भिसण्डकमित्ति लोके, सृणाल*पद्मनाळम्‌। 
पित्प्रबले द्राक्षाउडरेबतकटफलपयस्यामघुकचन्द- 
नकाश्मयकषायं शार्करामधुमधुर पाययेत्‌ , शातावरीम- 
धुकपटोलत्रिफलाकट्ठरोहिणीकपायं गुडूचीकपायं चा, 
पित्तज्वरहर चा चन्द्नादिकिपायं शर्करामधुमधुरं, 
मधुरतिक्तक्रषायसिद्धं बा सर्पिः, बिसखरणालभट्रश्रिय- 
पद्दाककघायेणार्ेक्षीरेण परिपेक.; क्षीरेक्षरसमधुशके- 
रातण्डुलोद्कची द्राक्षेक्षुकपायमिश्रेवी मस्तुमद्यधान्या- 
म्ले; जीबनीयसिद्धेन वा सर्पिपाऽभ्यज्गः, शतधौत- 
घृतेन वा, काकोल्यादिकल्ककपायविपकेन वा सर्पिषा; 
शालिपष्टिकनलवञ्ुलतालीशश््ङ्ञाटकगलोड्यगौरीगेरि- 
कशेवलपद्मकपद्मपत्रप्रश्तिभिर्धान्याम्लपिष्टैः प्रदेहो 
घृतमिश्र:, वातम्रबलेऽप्येष सुखोष्णः प्रदेहः कार्यः 111) 
पित्तप्रधान वातरक्त में सुनका, अमळतास, कायफळ, 
क्षीरविदारी, wa, wea और गम्भारी का छाथ शर्करा 
तथा मधु के द्वारा सछुर बनाकर पिछावे। अथवा झातावर, 
सुलेटी, was की पत्ती, त्रिफळा और कुटकी का छाथ या 
युद्धचीकाथ या शर्करा और मधुमिश्रित पित्तज्वर-नाशक 
चन्दुनादि काथ या मधुर ( काकोल्यादिगिण ), तिक्त ( पटो- 
छादीनि ) और कपाय ( त्रिफछादीनि ) द्रव्यो के छाथ एवं 
कल्क सिद्ध घुत पिळावे । विस ( भसिण्डा ), कमळनाळ, 
भद्रश्रिय ( श्वेतचन्दुन ) और पद्माख के छाथ में आधा दूध 
मिलाकर परिपेक ( परिपेक' सर्वतो धारासेचनम्‌ ) करे। 
दूध, गन्ने का रस, मधु, शकरा और तण्डुलोदक से अथवा 
सुनका और गन्ने के छाथ में सस्तु, मधु भौर काञ्जी मिलाकर 
परिपेक करे ! जीवनीय गण (काकोळी, च्ीरकाकोळी आदि ) 
की औषधियों के काथ और कल्क से सिद्ध घृत या दातधोत 
घृत अथवा काकोल्यादियण के कल्क तथा छाथ से सिद्ध घृत 
का अभ्यङ्ग ( मालिश ) करे । शालि, साठी, नडसर, चेत, 


क 


aera: ५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१६ 


तालीशपत्र, सिघाडा, कमलगट्ठा, हल्दी, गेरू, सेचार, पद्मास 
और कमलपत्र आदि zeit को काञ्जी के साथ पीसकर, 
घृत मिला, लेप लगावे । चातप्रधान वातरक्त में भी इसी 
लेप को किञ्चिद्‌ उप्ण करके लगाना चाहिये ॥ ८॥ 
रक्तप्रवलेऽप्येचं, बहुशश्च शोणितमवसे चयेत्‌ शीत- 
तमाश्र प्रदेहाः कार्या इति ॥ ६ ॥ 
रक्तप्रधान वातरक्त में भी इसी विधि का अनुसरण, 
अनेक वार रक्तमोक्षण तथा शीतप्रधान प्रलेपो का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ९ ॥ 
शलेष्मप्रवले त्वामलकहरिग्राकपायं मधुमधुर पाय- 
येत्‌, त्रिफलाकपायं वा; मधुकश्च्ग वेरह्रीतकीतिक्तरो- 
दिणीकल्कं वा सक्षोद्रं, मूत्रतोययोरन्यतरेण शुडहरी- 
तकीं वा भक्षयेत्‌ ; तेलमृत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफन्नीपध- 
निःकाथेश्च परिपेकः, आरखधादिकपायेबोष्णे:; मस्तुमू- 
त्रसुराथुक्तमधुकसारिवापद्यकसिद्ध॑ वा घृतमभ्यङ्गः; 
तिलसर्पपातसीयबचूणीनि शलेष्मातककपित्थमधुशि- 
अुसिश्राणि क्षारमून्नपिष्टानि प्रदेहः; श्वेतसर्पपकल्कः) 
विलाश्वगन्धाकल्कः, प्रियालसेलुकपित्थकल्कः व्योप- 
तिक्ताप्रथकपर्णीब्ृहतीकल्क इत्येतेषां पञ्च प्रदेहाः 
सुखोप्णाः क्षारोदकपिष्टाः) शालिपर्णी एक्निपर्णी बृहत्यौ 
वा क्षीरपिष्टास्तपेणमिश्रा: ॥ १०॥ 
कफप्रधान वातरक्त में wae भोर हल्दी का छाथ 
मधु मिलाऊर दे अथवा त्रिफलाक्काथ पिलावे । geet, dis, 
हरीतकी और कुटकी का कल्क मधु मिलाकर अथवा योमूत्र 
था जळ के साथ गुढ दरीतकी का सेवन करावे । 
ae, गोमूत्र, 'ारमिग्रित जळ, सुरा, शुक्त तथा कफ- 
नाशक औषधियों के काथ अथवा आरग्वधादिगण के sor 
काथ से परिपेक करे! मस्तु, गोमूत्र, सुरा, शुक्त, झुलेठी, 
सारिवा और wna से सिद्ध एत की मालिश करे। तिळ, 
सरसों, dat और जौ के चूर्ण में लिसोडा, Sa, मछ और 
सहिजन मिळावे तथा ales एवं गोमूत्र के साथ पीसकर 
लेप छगावे। (१) पीली सरसों का कल्क, (२) तिर 
भर अश्वगन्ध का करर ( ३ ) चिरीजी, लिसोडा भौर केथ 
का कल्क (४) मधु, सहिजन और पुनर्नवा का कल्क 
(५) न्योष ( सोंठ-मरिच-पिप्पळ ), कुटकी, शाऊपर्णी और 
चढ़ी करेरी का कल्क, इन पांच लेपो को च्ारोदक में पीसकर 
किञ्चिद्‌ उष्ण करके लगाना चाहिये। अथवा झालपर्णी, 
पृश्चिपर्णी, चढ़ी कटेरी और छोटी कटेरी को दूध में पीस, 
तर्पण ( यवसक्तु ) मिलाकर लेप लगावे ॥ १०॥ 
संसर्ग सन्निपाते च क्रियापथमुक्त मिश्र छुयीत्‌॥ 
संसर्गज ( दो दो दोषों के मिश्रण से उत्पन्न ) और सन्नि- 
पातज (तीनों दोपों के संयोग से उत्पन्न) वातरक्त में 
उपयुक्त चिकिरसाविधि का मिश्रित प्रयोग करना चाहिये ॥ 
सर्वेषु च शुंडह्रीतकीमासेवेतः पिण्पलीवो क्षीर- 
पिष्टा वारिपिष्टा वा पद्मामिवृद्धथा दशाभिव्ृद्धया वा 
faa Haat दशरात्रं भूयश्वापकषयेत्‌, एवं 


याबत्‌ पञ्च दश वेति; तदेतत्‌ पिप्पलीवर्धमानकं 
वात्तशोणितविपमज्वरारोचकपार्डुरोगप्लीहोदराशःका- 
सश्वासशोफशोपामिसादहृद्रोगोदराण्यपद्दन्ति; जीवनी- 
यप्रतीवापं सर्पिः पयसा पाचयित्वाऽभ्यञ्यात्‌; सहास- 
हदेबाचन्दनमूबीसुस्ताप्रियालशातावरीकशेरुपद्यकमधु- 
कशतपुष्पाविदारीकुष्ठानि क्षीरपिष्ट. stat घृतमण्डयुक्तः 
सेरेयकाटरूपकबलातिबलाजीवन्तीसुषवीकल्को वा 
च्छागक्षीरपिष्टः, गोक्षीरपिष्टः काशमयंमधुकतर्पणकल्को 
चा मधूच्छिष्टमखिछासजेरससारिवाक्षीरसिद्ध पिरड- 
तेलमभ्यङ्ग'; सर्वेपु च पुराणघृतमामलकरसबिपक्कं वा 
पानार्थे; जीवनीयसिद्धं परिपेकार्थे, काकोल्यादिकाथ- 
PEAS, बा} सुपवीकायकल्कसिदध वा, कारवेल्ञक- 
काथमात्रसिद्ध बा; बलातेलं बा परिषेकाबगाहबस्ति- 
भोजनेपु, शालिषष्टिकयवगोधूमान्नमनबं भुञ्जीत पयसा 
जाइलरसेन वा मुह्यूपेण वाऽनम्लेन; शोणितसोक्षं 
चाभीचणं कुवीत; उच्छितदोपे च बमनविरिचनास्थाप- 
नानुवासनकम कतेव्यम्‌ ॥ १२॥ 

सभी प्रकार के वातरक्त में युड-हरीतकी का सेवन 
करना चाहिये। अथवा दूध या जळ से पीसी हुईं पिप्पल 
पांच या दश के क्रम से बढ़ाकर दुश दिन तक दूध और 
चावल ( भात) का आहार करते हुए सेवन करे और पन्द्रह 
पिप्पल का क्रम प्राप्त होने पर पुनः घटावे। इसे “पिप्पली- 
वर्द्धआनक' कहते हैं। यह वातशोणित, विपम ज्वर, अरोचक, 
पाण्डुरोग, झीहोद्र, अश, कास, श्वास, शोथ, शोप, अञ्निमान्ध, 
हृद्रोग और उद्ररोग को दूर करता हे । 

जीवनीयगण के कल्क तथा दूध के साथ घृत का पाक 
करके अभ्यङ्ग करना चाहिये । 

मापपर्णी, गगेरन ( कधी ), चन्दन, मूर्वा, नागरमोथा, 
चिरोंजी, शतावर, कशेरू, पद्माख, Feat, सौंफ और कूठ 
को दूध में पीसकर शतमण्ड (घी के उपर का स्वच्छ 
भाग ) मिला हुआ प्रलेप लगाना चाहिये । 

अथवा कटसरेया, अहूसा, खरेटी, कधी, जीवन्ती और 
मंगरेळा के बकरी के दूध में पिसे हुए कल्क या गाय के दूध 
में पिसे हुए गम्भारी, ged और जो के सत्तू के करक का 
प्रलेप SMT | सोम, मजीठ, राळ, अनन्तमूछ और दूध से 
सिद्ध पिण्ड तेळ का अभ्यङ्ग करे । 

सभी प्रकार के वातरक्त में, आवले के रस में सिद्ध पुराने 
घृत का प्रयोग पिळाने तथा जीवनीयगण के द्रब्यों से सिद्ध 
पुराने घृत का प्रयोग परिपेक में करना चाहिये। अथवा काको- 
इ्यादिगण के wen भौर छाथ से सिद्ध या मंगरेळा के काथ 
तथा कर्क से सिद्ध या करेला के केवळ काथ से सिद्ध पुराने 
ga का प्रयोग करना चाहिए। अथवा परिषेक, अवगाह, 
afta और भोजन में चला तैळ ( मूढगर्भोक्त) का प्रयोग 
करना चाहिये । पुराने शालि, साठी, जौ और गेहूँ का सेवन 
दूध, जांगळ जीवों के मांसरस अथवा अग्छरहित मूग के 

यूप के साथ करना चाहिये । 
निरन्तर रक्तमोक्षण करना चाहिये तथा बढ़े हुए दोषों मैं 


३० guardian 
IIIS SEE 


हुक्का या 


चाहिये ॥ १२॥ 
( पटोलत्रिफलामीरुगुट्टचीकडुकाकृतम्‌ | 
काथं पीत्वा जयत्याशु वाठशोणिवजञां रुजम्‌ ॥ १३ ) 
परवळ की पत्ती, त्रिफला, शतावर, TEM और कुटकी 
का छाथ पीने से वातरक्तमन्य वेदना शीघ्र झान्त होती हे ॥ 
भवन्ति चात्र आत क 
एवमाद्यैः क्रियायोगेरचिरोत्पतितं सुखम्‌ | 
बातास्रक साध्यते वेद्येयीप्यते तु चिरोत्थितम्‌ ॥१४॥ 
जैसा कि-इन उपयुक्त उपायों के द्वारा नवीन वातरक्त 
की चिकित्सा Su आसानी से कर लेते हैं तथा चिरकालोर्पन्न 
वातरक्त को याप्य चना देते हैं ॥ ५४ ॥ 
उपनाहपरीपेकप्रदेहाभ्यञ्जनानि च | 
शरणान्यप्रवातानि मनोज्ञानि महान्ति च ॥ १५॥ 
सुदुगण्डोपघानानि शयनानि सुखानि च | 
बातरके प्रशस्यन्ते सूठुसंबाइनानि च ॥ १६॥ 
उपनाह ( पुल्टिस ), परिषेक ( सेक ), प्रदेह ( लेप ), 
अम्यञ्जन ( मालिश ), वायुरहित तथा सन को प्रसन्न रखने 
वाले विशाळय़ुह, gemma तकिया, सुखकर wear एवं 
सदु संवाहन ( धीरे-धीरे कोमळ हाथों से शरीर दुवाना ) 
वावरक के लिये उत्तम होता हे ॥ १५-१६॥ 
व्यायाम सैथुनं कोपझुष्णाम्ललवणाशनम्‌ | 


क PRL NRRL Pa १ +ा 


सर्पिस्तेलवसामजञभिः सह विपचेन्मघुरकम्रतीवापं, 
तदेतब्वैवृतमपतानकिनां परिपेकावगाहाभ्यद्न पानभोज- 
नानुवासननस्वेपु विदध्यात्‌ ; यथोक्तेश्व स्वेदविधानेः 
स्वेदयेत्‌ | 

प्रथम ae की मालिश करके स्वेदन से ge किए गए 
शरीर वाले रोगी को, शिर की शुदि क लिए, तीच्या अवपीडन 
(नस्य) ( शिरोविरेचनद्रञ्याणि figs अवपीड्य दायत इत्यवपीडः ) 
का प्रयोगकरना चाहिये | उसके पश्चात्‌ विदारिगन्धादिगिण के 
छाय, मांसरस, दूध और दही से सिद्ध स्वच्छ घृत का पान 
कराना चाहिये क्योंकि इसके सेवन से वायुका अधिक 
प्रसार नहीं होता । पुनः भद्रदार्वादि वातहर गण के द्वव्य 
तथा जौ, बेर, Feet और पांचो वर्ग के आनूपौदक-मांस 
( कूल चराः, प्ल्वा., कोझस्या*, पादिन , मत्स्याश्च, जेव्वरः ) को 
एक साथ मिलाकर छाथ बनावे । उस छाथ में अम्लद्रब्य 
(सुरा, सौवीरक, धान्याम्छ आदि ) तथा दूध मिलाकर 
काकोल्यादिगण के ees के साथ ya, तेळ, वसा भौर मज्ञा 
का पाक करे । इस Aga ga (afidtsa त्रिमिदृतत्वाद 
तैंदनन्‌ ) का प्रयोग अपतानक से पीडित रोगी के परिपेक, 
अवयाह, अभ्यङ्ग, पान, भोजन अनुवासन भोर नस्य में 
का रह्मि । स्वेदन विधान के अनुसार स्वेदन करना 


दिवाम्बप्नमभिष्यन्दि शुरु चान्नं विबजवेत्‌ 1 १७॥ | Tet! 


ब्यायाम, Mid, क्रोध, उप्ग-अम्ल-ल्वण Tat का 
आहार, दिन में सोना, अभिप्यन्दि ( दोषधातुमळखोतसां- 
क्लेदूबातिजननम्‌ ) आर शुर अन्न का सेवन वातरक्त 
are व्यक्ति को त्याग देना चाहिये ॥ ५७॥ 


अपतानकिनमच्स्ताक्षमवक्रञ्रुवमस्तव्धमेढ्मस्वे- 


बलीयसि वाते सुखोष्णतुषबुसकरीपपूणे कूपे 
निदध्यादामुखात्‌ , तप्तायां वा रथकारचुः्ल्यां तप्तायां 
वा शिलायां सुरापरिधिक्तायां पलाशदलच्छन्नायां शाय- 
येत्‌, कुशरावेशवारपायसे्वा स्वेदयेत्‌ | 

वायु का प्रकोप अधिक होने पर सुखोप्ण धान की भूसी, 


द्चमवेपनमप्रलापिनमखदवापातिनमवहिरायामिन भूसा और उपले की राख से पूर्ण कूप ( गढ़े ) सें गले तक 


पक्रमेत्‌ | 
अपतानक ( जाक्षेपक मेद ) से पीडित जिस रोगी के 
नेत्र रूप अहण में सवथा असमर्थ न हो, Be रेदी न हुई 
हों, 4g ( शिक्ष ) उत्तेजनारहित न हो, पसीना तथा कम्प 
न आता हो तथा जो असम्वद्ध भापण न करता हो, शय्या 
से भूमि पर न गिरता हो और वहिरायाम ( जाक्षेपक भेद ) 
से ग्रसित न हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
विमर्श :-अपतानक--तोऽपतानकसज्ञो यः पातयस्यन्तराऽ 
न्तरा । कफान्विनो चश वाचुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥ (सु नि,अ.१) 
बहिरायाम :--त्राह्मलाचुप्रतानस्थो वाह्यायाम करोति च। तम- 
साध्य डुधा WS. कट्थूर-मञ्जनन्‌॥ खट्वाया न पनत्तीति 
अख्दापानिनम्‌:--अपदानकवेगेन पतन्नेव पाणिभ्या भूतलम- 
चळम्वने, इस्तपादद्वयेन खद्वापाठकल्पेन पतनशीळ. खटवापाती 
नेताइर्विव इत्यर्थः । ( ढल्हण ) ण 
द तत्र प्रागेव स्नेहाभ्यक्तं स्विन्नरारीरमवपीडनेन दी- 
रणेनोपक्रमेत शिरःशुदधधर्यम्‌ , अनन्तरं बिदारिगन्धा- 
दिकायमांसरसक्षीरदधिपकं सर्पिरच्छ पाययेन्‌ ; तथा 


रोगी को गाइकर रखे । अथवा सुरालिञ्चित लुहार की तप्त 
भटूठी या पत्थर पर पळाइ के पत्ते agree gerd । अथवा 
कृशरा (तिळ, तण्डुळ, उड़द की खिचड़ी), वेदावार 
( मांसःमिश्रित अन्न) तथा पायस (खीर ) से स्वेदन करे! 
कन जेर सूलकोरुवूकस्फूजो जेकार्कंसप्तलाराङ्िनीस्वरससिद्ध 
 परियेकादिपूपयोज्यम्‌ | अभुक्तवता 
पीतमम्लं दधि मरिचवचायुक्तमपतानकं हन्ति, तेल- 
सर्पिबेसाक्षौद्राणि च । एतच्छुद्धातापतानकविधान- 
मुक्त, dae dag कतव्यम्‌ । वेगान्तरेपु चावपीडं 
दद्यात्‌ ; तान्नचूडककटक्कषणमत्स्यशिशुमारचराहवसा- 
श्वासेवेत, क्षीराणि बा वातहरसिद्धानि, यवकोलकुल- 
त्थमूलकदधिषृततंलसिद्धां वा यवागूम्‌ ! 

मूली, We, emis ( मरुवाकी आकृति चाळा द्रव्य 
विशेष 2, अक ( वनतुळ्ली ), मदार, सातला ( सेहुण्ड 
भेद) और शंखिनी (यवतिक्ता सेद ) के स्वरस से सिद्ध 
तेल का प्रयोग अपतानक से अस्त रोगी के परियेक आदि में 
करना चाहिये | बिना भोजन किए मरिच सर वच मिश्रित 


अध्यायः ५ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


३१ 


खट्टा दही तया तैल, घृत, चसा एवं सधु पीने से अपतानक 
रोग नए होता है। यह विधान शुद्धवातापतानक के लिए कहा 
गया हे, दोषों के संसिश्रण से उत्पन्न भपतानक में समिछित 
चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए । वेगों की शान्ति के 
समय अवपीठन (नस्य) का प्रयोग करे । सुर्या, केकडा, काली 
मछली, मगर और सूअर की वसा का सेवन करे, अथवा 
वातहर द्वव्यों से सिद्ध दूध या जी, बेर, कुल्थी, मूली, दही, 
घी तथा तेल से सिद्ध यवागू का सेचन करावे । 

स्नेहबिरेचनास्थापनानुवासचैत्चैनं दशरात्राहृतवे- 
गसुपक्रमेत्‌ , वातव्याधिचिकिस्सितं चावेक्षेत, रक्षाकर्म 
च कुर्यादिति ॥ १८॥ 

दश दिन तक वेग की शान्ति न होने वाले ( अपतानक- 
अस्त ) रोगी की चिकित्सा Ge, विरेचन, आस्थापन और 
अनुवासन के द्वारा करनी चाहिये । चातब्याधि-चिकित्सा- 
विधि का प्रयोग तथा cares करना चाहिये ॥ १८॥ 


पक्षाघातोपद्रूनमम्लानगात्रं सरुजञमात्मवन्तमुप- 
करणवन्तं चोपक्रमेत्‌। तत्र sme स्नेहस्वेदोपपन्न 
ASA शोधनेन संशोध्यानुवास्यास्थाप्य च यथाकाल- 
साच्तेपकविघानेनोपचरेत्‌ , वैशोपिकश्चात्र मस्तिष्क्यः 
शिरोबस्तिः, अशुतेलमभ्यद्वार्थ, शाल्बणमुपनाहार्थे, 
चलातेलमनुबासनार्थ, एवसतन्द्रिवखींग्यतुरो बा मासान्‌ 
क्रियापथमुपसेवेत ॥ १६ ॥ 

पक्षाघात से पीडित जिस रोगी का शरीर ( अद्गविशेष ) 
सूखा न हो, वेदना होती हो, तथा जो जितेन्दिय और साधन- 
सम्पन्न हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। प्रथम, स्नेहन, 
स्वेदन से युक्त रोगी को मदु संशोधन के द्वारा शुद्धकर, अनु- 
वासन तथा आस्थापन का प्रयोग करके समय का अतिक्रमण 
किये विना आक्तेपक की चिकित्सा-चिधि के द्वारा उपचार 
करना चाहिये। इसमें विशेषता (भेद) यह हे कि मस्तिप्क्य 
दिरोचस्ति का प्रयोग करना चाहिए तथा अभ्यङ्ग में अणुतेल, 
उपनाह में शाल्त्र०ण और भनुवासन सें बळातेळ व्यवहार में 
छाना चाहिये । इस प्रकार आलस्यरद्दित होकर तीन या चार 
मास तक क्रियामार्य ( चिकित्साविधि ) का सेवन करे ॥1९॥ 

विसश+--अम्लानगात्रमहीनयात्रसू। यथाकाल कालस्यानति 
कमेण तद्यथा वान्तस्य पश्चाद्‌ विरेचनम्‌, विरिक्तस्य सप्तरात्रादनुवा- 
सनम्‌, अनुवासितस्य स्नेद्दलक्षणे सति आस्थापनम्‌, आस्था- 
पितस्य सय पुनरनुवासनमिति | आक्षेपकविधानेन अपतानकः 
विधानेनेत्वर्थ-, आशक्षेपकापनानकयोरेकविषयत्वात्‌ । मस्तिष्क्यः 
शिरोवस्तिबिशेषः। स च स्नेहाक्त-पिचुप्छोतादिधारणेन योजः 
नीयः | डल्दण । 

मन्यास्तम्भेऽप्येतदेष विधानं, विशेषतो वातश्ले- 
प्महरेनेस्ये रूक्षस्वेदेश्वो पचरेत्‌ ॥ २० I 

मन्यास्तम्म में भी इसी ( उपयुक्त ) विधान का प्रयोग 
तथा विशेषकर वातकफ-नाशक नस्य और sees के द्वारा 
उपचार करना चाहिये ॥ २० त 

अपतन्त्रकातुरं नापतपयेतू , वमनाइवासनास्था- 
पनानि न निषेवेत, वातरलेष्मोपरुद्धोच्छ्ासं तीरणेः 


प्रध्मापनेमेक्षयेत्‌ , तुम्बुरुपुष्कराह्ृहिङरवस्लवेतसप- 
ध्यालवणत्रय॑ यवक्ताथेन पातु प्रयच्छेत्‌ , पथ्याशतार्धे 
सौबचलह्विपले चतुगुणे पयसि सर्पि:प्रस्थं सिद्ध,- 
बातश्लेष्मापनुश्च कमे कुयात्‌ ॥ २१ Ut 

भपतन्त्रक से पीडित रोगी को लंघन नहीं कराना 
चाहिये | वमन, अनुवासन और आस्थापनवस्तियों का सेवन 
( अपतन्त्रक का रोगी ) न करे वात और कफ से अवरुद्ध 
श्वास को fen प्रधमक नस्य के द्वारा दूर करना चाहिए । 
Gas, पोहकरमूळ, हींग, भग्लवेत, दरीतकी तथा तीनों 
नमक ( सेन्धव, सञ्चर और विड) का चूर्ण जौ के छाथ के 
साथ तथा पचास हरीतकी और दो पळ सञ्चर नमक के 
द्वारा चतुगुण दूध से सिद्ध एक प्रस्थ घी पिळावे और वात- 
कफनाशक विधि का प्रयोग करे ॥ २१ ॥ 

अर्दितातुरं बलबन्तमात्मवन्तमुपकरणवन्त च 
चातठ्याधिविधानेनोपचरेत्‌ , वैशेषिकेश्व मस्तिष्क्य- 
शिरोबस्तिनस्यधूमोपनाहस्नेहनाडीस्वेदादिमिः, ततः 
सदृणं मदापञ्चमूलं काकोल्यादि विदारिगन्थादिमौद- 
कानूपमांसं तर्थंवीदककन्दांश्चाह्ृत्य द्विगुणोदके क्षीर 
द्रोणे निःकाथ्य क्षीरावशिष्टमवताये परिस्राव्य तेलम़- 
स्थेनोन्मिश्य पुनरभावधिश्रयेत्‌ , ततस्तैलं क्षीरानुगत- 
मवतार्य शीतीभूतमभिमथ्नीयातू , तत्र थः स्नेह 
उत्तिछेत्तमादाय मधुरोषधसहाक्षीरयुक्तं विपचेत्‌ , एतत्त 
कषीरते लमर्दितातुराणां पानाभ्यङ्गादिपूपयोज्यं, तेलहीनं 
वा क्षीरसपिंरक्षितर्पणमिति ॥ २२ ॥ 

अर्दित-ग्ररत वळ्वान और साधन सम्पन्न रोगी का उप- 
चार वातव्याधि चिकित्सा-विधि के अनुसार करना चाहिये, 
तथा मस्तिप्क्य (शिरोबस्ति विशेष), शिरोचस्ति, नस्य, धूम, 
उपनाह, स्नेह और नाडीस्वेद के द्वारा विरोपरूप से उपचार 
करना चाहिये ! तृणपञ्चमूल, बृहच्‌ पञ्चमूल, काको ल्यादिगिण, 
विदारिंगन्धादिगण, ates एव आनूप-जीवों का मास तथा 
औद्ककद ( ate, सिंघाडा आदि ) को एकत्रित कर हुगुने 
जळ ( दो द्रोण ) एवं एक द्रोण दूध में चतुर्था शेष रहने 
तक छाथ करे भौर छान ले, पुन' एक प्रस्थ तेल के साथ 
( अव शष्ट काथ ) मिलाकर aff पर चढ़ावे, जव तेल दूध 
के साथ fire जाय, अञ्चि से उतार कर, शीतळ होने पर 
मथे । इस प्रकार जो स्नेह ( तैळमिश्रित छत » निकले उसे 
मधुर औषध ( काकोल्यादिगिण ) और मापपर्णी के कर्क 
तथा दूध के साथ पकावे । इस क्षीर-तेळ का भयोग अर्दित 
रोगियों के पान और अभ्यङ्ग आदि में करना चाहिए । नेन्न- 
तर्षण के लिए सेल-रहित दूध से सिद्ध घत का प्रयोग करे ॥२२॥ 

गुध्रसीविश्वाचीक्ोष्टकशिर्‌ःखञ्ञपज्टु लवातकण्टक- 
पाददाहपादहरषीबबाहुकबाधिर्येधमनीगतवावरोगेषु य- 
are यथोद्देशं च सिराव्यघं gata, अन्यत्रावबाहुकात्‌ 
वातव्याधिचिकिर्सितं चावेक्षेत ॥ २३॥ 

शुध्रसी, विश्वाची, क्रोप्टुकशिर, खञ्ज, TFS, वातकण्टक, 
पाददाह, पादपं, अवचाहुक, चाधियं और धमनीयत वात. 
रोगों में अववाहुक को छोडकर कही गई शिरावेध विधि के 


३४ 


घुश्रुतसंह्िता 


ISITE za. YPHOYPGHPIPGIAO TOGO ल 


कृत्वा ततोऽस्मै घृताभ्यक्तगुदाय घृताभ्यक्तं Wray, 
मुखं पायौ ga: शानैः अवाहमाणस्य प्रणिधाय, प्रविष्टे 
ait वीचय, शलाकयोत्पीड्य, पिचुवञ्जयोरन्यतरेण 
प्रमृज्य) AX पातयेत्‌ पातयित्वा च पाणिना यन्त्रद्वार 
पिघाय.बाकच्छतमात्रमुपेक्षेत, ततः प्रमुच्य क्षारबलं 
व्याधिबलं चावेद्य घुनरालेपयेत्‌ » अथाराः पकजाम्बः 
चप्रतीकाशमवसन्नमीषज्ञतमभिसमीच्योपाबतेयेत्‌ RUT 
प्र्षालयेद्धान्याम्लेन दघिमस्तुशुक्तकलाम्लेबी, ततो 
यष्टीमधुकमिश्रेण सर्पिपा निवोष्य यन्त्रमपनीयोत्याप्या- 
तुरमुष्णोदकोपविष्टं शीताभिरद्भिः परिपिज्वेत्‌; अशीता- 
भिरित्येके ततो निवीतमागार प्र वेश्याचारिकमादिशोत्‌, 

सावशेपं पुनदैद्देत , एवं सप्तरात्रात्‌ सप्तरात्रादेकेकमुप- 

कमेत, तत्र बहुपु पूत्र दक्षिणे साधयेत्‌ , दक्षिणाद्वामं, 

बामात Tas; ततोऽग्रजमिति ॥ ४॥ 

अर्श से पीडित, स्नेह-स्वेद्युक्त, वलवान्‌ रोगी को, 
वातवेदना की वृद्धि को शमन करने के लिये fara, उष्ण, 
अएप और तरल अन्न का भोजन देकर पकान्त पविन्न स्थान 
में विठावे । निर्मळ आकाश तथा अधिक शीत और उप्णता 
रहित समय में, लकड़ी के समान पटरे या चौकी पर सूर्य 
की ओर गुदा करके, दूसरे व्यक्ति की गोद में शारीर का ऊपरी 
भाग रख कर, चित्त लिटावे। वख या कम्बल का आसन देकर 
रोगी की कमर कुछ ऊँची रखे। बाँधने की पट्टी से ग्रीवा 
और जधा को बाधि, परिचारक रोगी को भलीभाँति पकडे, 
जिसमें वह हिल न सके । छत लगे हुये, सीधे, सूचम सुख 
चाले यन्त्र को, गुदा मे धीरे धीरे प्रवाहण (asad के 
समय किनछुने चाळी क्रिया ) कराते इये प्रवेश करे। यन्त्र के 
प्रविष्ट होने पर, अर्श को देखकर शळाका से दुवावे और पिचु 
(ater) या व्र किसी एक से (अशा को) साफ करके 
चार लगावे | TT छगाकर, यन्त्र का द्वार हाथ से बन्द करके, 
एक सौ गिनने तक प्रतीक्षा करे। फिर अशा को पोंछ (साफ) 
कर, चार और व्याधि के वळ को देखते हुए, पुनः क्षार लगावे । 
यदि अर्श पकी हुई जामुन के समान वर्ण वाले, fase हुए 
तथा By दुवे दीख पडे तो चार को पोंछ डाले । चार को काञ्जी, 
दद्दी, मस्तु, शुक्त अथवा विजौरे के रस से घोवे । फिर Gas 
का चूर्ण मिले हुए घृत से, क्षार की जलन को झान्त करके, 
यन्त्र को निकाले । रोगी को उठाकर उप्ण जल में विठावे और 
ऊपर से शीतळ जळ Hed । कई आचाय उष्ण जळ fe 
कने का विधान वततळाते हे । इसके वाद वायुरहित गृह में 
रोगी को रखकर, आहार-विहार का आदेश करे। अवशिष्ट 
शश को पुन' जलाचे । इस प्रकार सात-सात दिन पर एक एक 
अश की चिकित्सा करे। यदि अर्श अधिक हों तो प्रथम दिण 
भाग के अर्श की, दक्षिण के वाद वाम भाग के, चाम भाग के 
arg पीठ की ओर के भौर पश्चात्‌ आगे की ओर के अक्षी की 
चिकित्सा करे ॥ ४ ॥ 
fart. —aat की चिकित्सा के लिये अमुक्तवतत* कर्म कुवीत? 

यह उपदेश सूत्रस्थान अध्याय ५ में हे । किन्तु यहाँ लिग्ध 

warms मुक्तवन्तम्‌ का निर्देश किया गया हे । इस प्रकार 


इन दोनों वाक्यों में विरोध पडता हे । कुछ आचार्यो का मत 
है कि रोगी को बलवान बनाये रखने के लिये चिकित्सा से 
तीन चार दिन पूर्व fare उष्ण पदार्थ का सेवन कराना 
चाहिये। कुछ आचार्य चिकित्सा के, दिन ही far अहप 
भोजन का विधान वतलाते हैं। आधुनिक धाल्यतन्त्न के 
अनुसार भी मूढगर्भ, उदर तथा सुखरोगों में शखकम के 
दिन भोजन का निषेध किया जाता हे । भोजन करने से 
शरीर की प्रत्यावतन क्रिया (Reflex ४०४०॥) के द्वारा वमन- 
हिक्का आदि उपदर्वा की उत्पत्ति हो जाती है। वृद्ध aatat 
सम्मति भी यही हे 'भुक्तवतो हि कर्मणि क्रियमाणे दिकाश्वासादय 
उत्पयेगन्रिति वृद्धवेद्या ! डल्हण । अशा रोग में भोजन से उत्पन्न 
होने वाळे उपर्युक्त उपद्रवों की आशंका भएप रहती है। 
अतः fava, उष्ण gama अन्नका विधान चिकित्सा से 
पूर्व किया गया दै । 


तत्र वातरेप्मनिमित्तान्यमिक्षाराभ्यां साधयेत्‌ ; 
क्षारेणेव मृदुना पित्तरकनिमित्तानि ॥ ५ ॥ 
इनमें चात और कफजन्य अक्षी की चिकित्सा अभि तथा 
चार से एवं पित्त और रक्तजन्य की केवर ग्रदुक्तार से 
करनी चाहिये ॥ ५॥ 


तत्र वातानुलोम्यमन्नरुचिरञ्निदीप्तिलांघबं बलबर्णो- 
त्पत्ति्मेनस्तुष्टिरिति सम्यग्द्ग्घलिङ्गानि अतिदग्धे तु 
शुदाबदरणं दाहो मूच्छी saz: पिपासा शोणितातिग्रवू- 
ततिस्तन्निमित्ताश्वोपद्रवा भवन्ति, ध्यामाल्पत्रणता कण्इ- 
रनिलबैगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादो विकारस्य चाशान्ति- 
हीनदग्े ॥ ६॥ 

वायु का अनुलोम होना, अन्न में रुचि, असि की वृद्धि, 
शारीर में हळकापन, वळ और वर्ण की उत्पत्ति तथा मन- 
स्तुछि ( ( असन्नता ) ये सम्यगदग्ध के लक्षण हैं। अतिद्ग्ध 
में गुदा का फरना, दाह, मूर्च्छा, उवर, पिपासा, रक्त का 
अधिक aa तथा अधिक रक्तस्राव से उत्पन्न उपद्रव होते 
हें । हीनदुग्ध के लक्षण हैं--काले छोटे घण की उत्पत्ति, त्रण 
सें कण्डू, प्रतिलोस चायु, इन्द्रियों में प्रसन्नता का अभाव और 
विकार का शान्त न होना ॥ ६॥ 

महान्ति च आणवतश्छित्त्वा दहेत्‌, निर्गतानि 
चार्थ दोषपूणीनि यन्त्रादविना स्वेदाभ्यङ्गसनेद्दावगाहो- 
पनाहविज्ाबणालेपक्षारासिशखेरुपाचरेत्‌ ; प्रवृत्तरकानि 
च रक्तपित्तबिधानेन, भिन्नपुरीषाण चातीसारविधा- 
तेन, बद्धवचोसि स्नेहपानविधानेचोदावर्तविधानेन 
वा; एष सर्वेस्थानगतानामशसां दहनकल्पः || ७ ॥ 


बलवान व्यक्तियों के बडे अशों को शाख से काटकर अझ्नि- 
कमे से जलाचे । वाहर निकले हुए, दोप( चात, पित्त कफ 
तथा रक्त )पूर्ण erat में, यन्त्र की सहायता के चिना, स्वेद, 
अभ्यङ्ग, स्नेह, अवयाहन, उपनाह, रक्तमोक्षण, आठेप, चार, 
अञ्चि और शाखं से चिकित्सा करनी चाहिये । रक्तल्ाव वाले 
अश में, रक्तपित्त के लिए कथित चिकित्सा विधि, मल्भेद 


अध्यायः ६ ) 


Ne, 


LS] a ne. 


वाले अझ में अतिसार को रोकने वाली विधि तथा कोएवदता 
चाळे अझ में स्नेहपान अथवा उदावत में प्रयुक्त विधि के अनु 
सार चिकित्सा करनी ज्ाहिये। सभी स्थानों के aa को 
जलाने की यह प्रक्रिया है ॥ ७॥ 


विमर्श:--अर्श की चिकित्सा में क्षार, अग्नि और दाख 
चिक्त्सा विधि का विशेष महत्त्व हे! अर्श को निर्मूल करने 
के लिए इन नीनों में से किसी एक विधि का आश्रय लेना 
आवश्यक होता हे । cane चिकित्सा-विज्ञान में भो दाख 
तथा अभिदाह-प्रक्रिया का प्रयोग अर्श की चिकित्सा के लिए 
किया जाता ह, शख-चिकित्सा का वणन करते हुए 8070001715 
तथा mitchiner लिखते E— 

The operation in most general ue and one 
which gives on the whole very good result, 15 
ligature, which 15 best associated with excision of 
the mle beyond the ligature, for this relieves the 
pain caused by the presence of the tense thrombosed 
hsemorrhoid The pstient, who should de prepared 
by a dose of caster oil the mght before and given 
two enemeta one four hours and the other one hour 
before operation, 1s placed 18 the Inthotomy position 
previously baving been anaesthelied The finger 
is inserted in the annus and the piles can be coaxed 
ontside, a proceeding which saves stretehing the 
sphincter avi and this cousing the prtient subse 
quent pain ‘The piles are then grasped separately 
in forceps, which are applied Jongtudinally on the 
bowel ( 1ealong the pile) aud hgrtared, the skin 
being cut beforethe ligature is appl.ed, bat not 


the mucusmembrane 

अर्दा चिकित्सा के लिये अर्निदाह का प्रयोग प्राचीनकाळ 
से चछा था रहा हे, किन्तु आधुनिक युग में इस विधि का 
विधान विशेष रूप से नहीं होता। इसके लिये रोमानिस 
और मिचनर लिखते F—Another method, not now 
much used, 1s the clamp and cautery, the piles 


being seized in anivory clamp and seared away 
with an aetusl or electrical cantery 


आसाद्य च दर्वीकूचेकशलाकानामन्यतमेन क्षार 
पातयेत्त | ञ्रष्टशुदस्य तु चिना यन्त्रेण ्वारादिकम प्रयु- 
सरीत | सर्वेयु च शालिपष्टिकयवगोधूमान्नं सर्पिःस्तिग्ध- 
युपसेवेत पयसा निम्बूपेण पटोलयूपेण वा, यथा- 
दोषं शाकेचीस्तूकतण्डुलीयकजीबन्त्युपोदिकाऽश्ववला- 
बालमूनकपालङ्कयसनचिल्लीचुधूक्लायवल्लीभिरन्येवी । 
यच्चान्यदपि स्निग्धममिदीपनमर्शीत्नं सष्टमूत्रपुरीपं च 
तटुपसेवेत ॥ ८॥ 

अ को टेखकर दुर्वी ( कळछी की आकृति का अन्त्र), 
कूर्च ( Brosh ) या दाळाका यन्त्र ( Probe ) में किसी एक 
के द्वारा क्षार छगावे। विना यन्त्र की सहायता के, अष्ट युदा 


चिकित्सास्थानम्‌ 


3२ 


( Rectal Prolaps ) में छार आदि कमं का प्रयोग करना 
चाहिये । सभी अश में शालि, खाटी चावळ, जो और गेहूँ 
आटि अन्न को घी से खिग्ध करके दूध, नीम के यूप अथवा 
परवल के यूप के साथ सेवन करना चाहिये । दोपों के अनु 

सार agen, चौळाई, जीवन्ती, पोई, अश्ववळा ( मेथी भेद ) 
छोटी मूळी, पालकी, असन ( विजयसार ), चिल्ली ( क्षेत्र- 
वास्तूक ), ga Cars विशेष ) और मटर की छता तथा 
इसी प्रकार के अन्य शाकों के साथ आहार करना चाहिये। 
इनके अतिरिक्त fara, अञ्निदीपक, अदा को नष्ट करने वाले 
तथा मळ-मृत्र को निकालने वाले अन्य अनुक्त अन्नपान, 
औषध sett का सेवन भी करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

Sq घाराःस्वभ्यक्ताऽनलसन्धुक्षणाथसानलप्र” 
कोपसंरक्षणाथं च ख्रेहादीनां सामान्यतः क्रियापथमुप- 
सेवेत | विशेषतस्तु वाताशःसु सपीपि च वात्तहरटीप- 
नीयसिद्धानि हिङग्वादिमिश्चणः प्रतिसंसज्य पिवेत्‌ 
frag प्रथक्पर्ण्यादीनां कपायेण दीपनीयप्रतीवाप॑ 

शोणिताशे'सु मञ्जिामुरुङ्गथादीनां कषाये 
पाचयेत्‌ , Bay सुरसादीनां कषाये | उपद्रवांञ्च 
यथास्वसुपाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दग्ध और अदग्ध ( चकारेण अदरधेप्त्रपि विधिरयम्‌ ) 
अञ्ञौ में अभ्यङ्ग करके, जठरानळ को उत्तेजित करने तथा 
वायु के प्रकोप को रोकने के लिए खेह आदि क्रियाओं का 
सेवन सामान्य रूप से करना चाहिए और वातज अशो में 
विशेष रूपसे, अझिदीपक ( पिप्पद्यादि गण ) तथा चातहर 
( भटरदार्वादि गण ) द्रच्यों से सिद्ध छत, हिंग्वादि चूण (वात- 
व्याधि पठित ) मिळाकर पीना चाहिये। पित्तज aera 
sew आदि ( मिश्रक अध्याय सें पदित ) दव्यॉ के छाथ 
और दीपनीय ( पिप्पर्यादि गण ) zea के प्रक्षेप से सिद्ध, 
घृत का सेवन करना चाहिये । रक्तार्श में मजीठ और मीठे 
Raa आदि के छाथ से सिद्ध तथा कफज अझ में सुरसादि 
गण के छाथ से सिद्ध छत का पान करना चाहिए । Coe, 
ज्वर आदि) उपद्रवो की, दोपों के अनुसार दव्या से चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ९॥ 

परं च यन्नमास्थाय शुदे ्ारा्िशख्राण्यवचारयेत्‌, 

तद्विश्रमाद्धि पाण्ड्यशोफदाहमदमूच्छाटोपानादातीसाः 
प्रचाहणानि सरणं वा ll १०॥ 

ay uh असि भौर wer का प्रयोग थडी 

सावधानी के साथ करना चाहिये । क्योंकि इसमें व्यतिक्रम 

होने से नपुंसकता, शोथ, दाह, Wat, आटोप (उद्र में 

गुड्युडाहट ), आनाह ( पेट का फूळना ), अतिसार, प्रवाहण 

( किनछुना ) अथवा मृत्यु भी हो जाती दे ॥ १० ॥ 

अत Bey यत्त्रप्रमाणमुपदेच्यामः--तत्र यन्त्रं लौहं 
दान्तं शाह AS वा गोस्तनाकारं चतुरबुलायत पश्चा" 
दुलपरिणाहं पुसां पडद्दुलपरिणाह नारीण तलायतः 
ag ढिच्छिद्र दर्शनार्थम्‌ , एकच्छिद्र तु कमणि; एकद्वारे 
हि शक्षक्षाराग्नीनामतिक्रमो न भवति, छिद्रप्रमाणं तु 


IS 2५८५५४५४४० PPL 


३६ 
ऽयहुलायतमहरु्ठोदरपरिणाहं, यद्ज्ुुलमवरिष्टं तस्याः 
घोहुलादघस्तादधोहुलोच्छ्ितोपरिद्ृत्तकर्णिकम्‌ ; एप 
यन्त्राकृतिसमासः॥ ११॥ 

इसके आरे यन्त्रों का प्रमाण (आकृति-माप आदि ) कहा 
जाता हे | इनमें यन्त्र लोह, दांत, सींग अथवा वृ से निर्मित, 
शौ के स्तन के समान, चार अंगुल wa ( आयतं दीर्घस्‌ ) 
पाँच अंगुळ मोटे ( गोल ) पुरुषा के लिए तथा sige मोटे 
और हथेली के बरावर लम्बे स्त्रियों के लिये होने चाहिये । 
उनमें दो छिद रहना चाहिये, एक छिद्र देखने के लिये ओर 
दूसरा कर्म करने के लिये, क्योंकि पुक छिद्र रहने से शाख, 
चार, अग्नि आदि का अतिक्रमण नहीं होता। छिद्र की लम्बाई 
तीन अंगुळ और गोलाई अंगुष्टोद्र प्रमाण होनी चाहिये । 
पुक अंगुळ जो शेष स्थान वचता है उसमे आधा sige नीचे, 
आधा अंगुर उटी हुई ऊपर में गोळ कर्णिका होनी चाहिये । 
संक्षेप मै यन्त्रो की आकृति इस प्रकार की होती दे ॥ ११ ॥ 


अत ऊध्बरेमशेसामालेपान्‌ वदयामः--खनहीक्षीरयुकत 
हरिद्राचू्णेमालेपः प्रथमः, कुक्कटपुरीपगुज्ञाहरिद्रापिप्प- 
लीचूणेमिति गोमूत्रपित्तपिष्टी दवितीयः, दन्तीचित्रकसु- 
वर्चिकालाङ्गलीकल्को वा गोपित्तपिष्टस्टृतीयः, पिप्प- 
लीसेन्धवङुष्ठशिरीपफलकल्कः स्चुदीक्षीरपिष्टोऽकक्षीर- 
पिष्टो चा चतुर्थः, कासीसहरितालसेन्घवाश्वमारकविड- 
बपूतीकक्तवेधनञम्ब्यर्कोत्तमारणीदन्तीचित्रकालकंसनु- 
हीपयःसु तेलं बिपकमभ्यञ्जनेनाशः शातयति ॥ १२॥ 
इसके आगे erat के लिये लेपों का उल्लेख किया जाता 
दे--सेडुण्ड के दूध के साथ ददी का चूर्ण मिलाकर बनाया 
गया पळा छेप। सुर्ग की विष्टा, ae, ( घुंघुची ), हल्दी 
और पिप्पछ के चूर्ण को गोमूत्र तथा गोपित्त से पीसकर 
बनाया गया दूसरा लेप | टन्ती, चित्रक, gage और कलि- 
हारी को गोपित्त के साथ पीसकर बनाया गया करक तीसरा 
लेप । पिप्पल, सेन्धा नमक, कूठ और शिरीष के फल को 
सेहुण्ड अथवा मदार के दूध में पीसकर बनाया गया चौथा 
छेष | कासीस, इरिताळ, सेन्धानमक, कनेर की जइ, Beg, 
कर, कृतवेधन ( राजऊोश्रातकी ), छोरी जामुन, मदार का 
दूध, उत्तमारणी ( भूम्यामलकी ), दन्ती, चित्रक, अळक॑ 
(tare) और सेहुण्ड के दूध से सिद्ध ae की मालिश 
करने से अशन नष्ट होता हे॥१२॥ 
अत ऊध्य भेपजसाध्येप्वदश्येप्वर्श:सु योगान्‌ 
यापनाथ वत्ष्यामः--प्रातः प्रात्गुंडहरीठकीमासेवेत, 
ब्रह्मचारी गोमूत्रद्रोणसिद्ध चा हरीतकीशतं प्रातः प्रात- 
यथावलं द्रेण, अपामार्गमूल वा तण्डलोदकेन 
सक्षोद्रमहरहः, शतावरीमूलकल्कं वा क्षीरेण, चित्रक 
चूणयुक्त वा सीछु पराष्यं, मल्लातचूर्णयुक्तं चा सक्त- 
मन्थमलवणं तक्रेण, कलशे वाऽन्तञ्चित्रकमूलकल्क्र- 
बलिपरे निपिक्तं तक्रमम्लमनम्लं घा पानभोजनेपूपयु- 


et, एप एव भाग्योस्फोतायवान्यामलकगुडूचीपु 


wa 


घुश्रतसंदविता 


तक्रकल्पः पिप्पल्ीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकविडङ्नुण्ठी- 
हरीतकीपु च पूर्वेचदेव, fren वा तक्रमहरहदर्माससु- 
पसेवेत, श््वङ्गवेरपुननवाचित्रककपायसिद्धं वा पयः 
कुटजमूलत्वकूफाणितं वा पिप्पल्यादिप्रतीवापं क्षौद्रेण; 
महावातव्याध्युक्त दिङग्वादिचूर्णयुपसेवेत तकाहारः 
क्षीराहारो बा, क्षारलवणांश्वित्रकमूलक्षारोदकसिद्धान्‌ 
वा कुल्मापान्‌ भक्षयेत्‌ , चित्रकमूलक्षारोदकसिद्धं वा 
पयः पत्नाशतरुक्षारसिद्धं वा, पलाशतरुक्षारसिद्धान्‌ 
वा कुल्मापान्‌, पाटलापामार्गइहतीपलाशक्षारं॑ वा 
परिखुतमहरहर्छृतसंसर्ं, कुटजवन्दाकमूलकल्कं वा 
तक्रेण, चित्रकपूत्तीकनागरकल्कं वा पूतीकक्षारेण क्षारो" 
दकसिद्धं वा सर्पिः पिप्पल्यादिप्रतीवापं, ऋष्णतिलप्र- 
ad प्रकुव्व॑ वा प्रातः प्रातरुपसेवेत शीतोदकाचुपा- 
नम्‌ ; एभिरभिवर्घतेऽग्निरशीसि चोपशाम्यन्ति ।1१३॥ 


इसके आगे औपधसाध्य, अदृश्य ( गुदा के अन्दर होने के 
कारण न दीखने चाळे) अशो को नष्ट करने के लिए योगों 
का कथन किया जाता हे । प्रतिदिन प्रातः काळ 7s और 
हरीतकी का सेवन करे, अथवा ब्रह्मचर्य का पाळन करते हुए 
एक द्रोण गोमूत्र के द्वारा fee, एक सौ हरीतकी, प्रतिदिन 
प्रातः काळ शक्ति के अनुसार, मधु के साथ सेवन करे । अथवा 
अपामारग की जड़ तण्डुळोद्क के साथ मधु मिला कर प्रतिदिन 
सेवन करे । अथवा दातावरी का करक बनाकर दूध के साथ 
या चित्रकचूर्ण मिश्रित सीधु ( मद्य विशेष ) का सेवन श्रेष्ठ 
होता हे । अथवा भिळावे के चूण से युक्त सत्त ( धान के लावे 
का सत्तू) का मन्थ बनाकर, बिना नमक मिलाये, महे के 
साथ सेवन करे । अथवा घडे में अन्दर चित्रक की जड का 
करक लेप करके, महा रखे और उस खट्टे या खटाई रहित मद्व 
का पान और भोजन आदि में प्रयोग करे । भार्गी, अपराजिता 
अजवायन, आवळा और गुडूची के लिए भी यही तककरप 
विधि ( तक्रपान-विधि ) ह । पिप्पल, पिप्पलीमूल, चव्य, 
चित्रक, freq, सोड और हरीतकी के द्वारा भी उपयुक्त विधि 
से तक्र का निर्माण करे, अथवा अन्न त्याग कर, प्रतिदिन एक 
मास तक तक्र सेवनकरे। अथवा आद्रक, पुनर्नवासूल भौर चित्रक 
के काथ से सिद्ध दूध का सेवन करे। अथवा कुडा के जडकी छाल 
का फाण्ट ( छाथ विशेष ), पिप्पए्यादि चूण और मधु मिला 
कर सेवन करे। महाचातब्याधिचिकिरसा के ग्रसङ्ग में पठित 
दिड्ग्वादिचूर्णं का सेवन और केवळ agi या दूध का आहार 
करे। अथवा TAI, सेन्धानमऊ, चित्रक की जड़ और क्षारो- 
दक से सिद्ध कुल्माप (यवौटनः)का भोजन करे या चित्रक की 
जड और चारोदक से सिद्ध दूध का पान करे। अथवा पळाश 
वृक्ष के कार से सिद्ध कुरमाप या सेवन करे । अथवा पाळ, 
अपामार्ग, बड़ी केरी और वख से भळीभाँति छाना हुआ 
पलाशक्षार प्रतिदिन ga मिळा कर या कुटज और वन्दाक 
की जड़ का कर्क महे के साथ था चित्रक, करञ्ज और ale 
का करक करञ्ज हार के साथ सेवन करे। अथवा क्षारोदक 
से सिद्ध शृत पिप्परयादि चूर्ण मिळा कर था काळा तिळ 


अम्यायः ६ ] 


दो पळ या एक पळ प्रतिदिन प्रातः काळ शीतळ जळ से 
सेवन करे! इन योगों से अप्ति की वृद्धि तथा अशो 
शमन होता हे ॥ १३॥ 
द्विपञ्चमूलीद्न्तीचित्रकपथ्यानां तुलामाहत्य जल- 
चतुर्द्रोणे विपाचयेत्‌ , ततः पादावशिष्टं कषायमादाय 
सुशीतं गुडतुलया सहोन्मिश्य घृतभाजने निःक्षिप्य 
मासमुपेक्षेत यबपल्ले, ततः प्रातः प्रातमोत्रां पाययेत , 
तेनाशॉग्रहणीदोपपाण्डुरोगोदावर्ताराचका न भवन्ति 
दीप्रश्चाग्निसंवति ॥ १४॥ 
दशमूल, दन्ती, चित्रक और हरीतकी पुक तुळा लेकर 
चार द्रोण जळ में पकावे। चतुर्था अवशिष्ट काथ में, शीतल 
होने पर एक तुला गुड मिळावे और उसे घी के पात्र में भर 
कर पुक मास तक जो की राशि में रखे। इसे प्रतिदिन प्रातः 
काल मात्रानुसार पान करे। इसके सेवन से अरां, अहणी 
दोप, पाण्डु रोग, उदावर्त और अरोचक आदि रोग नहीं होते 
तथा अभि die होती है ॥ १४॥ 
पिप्पलीमरिचविडङ्गैलवालुकलोध्राणां दवे द्वे पले, 
इन्द्र्वारुण्याः wa पलानि, कपित्यमध्यस्य दृश, 
पथ्याफलानामधेभ्रस्थः, प्रस्थो थात्रीफलानाम्‌, एतदै- 
क्यं जलचतुद्रोणे -विपाच्य, पादावशेषं परिस्राव्य, 
सुशीतं शुडतुलाइयेनोन्मिश्रय, घृतभाजने निःक्षिप्य) 
पक्षमुपेक्षेत यभरपल्ले; ततः प्रातः प्रातयंथावलम्नुपयु- 
gia | एप खल्वरिष्टः एीहाग्निसङ्ा्शोग्रहणीह्ृस्पाण्ड्‌- 
रोगशोफक्र्ठशुल्मोदरक्रमिहरो बलवर्णकरखेति NM 
पिप्पल, मरिच, विडड्, एळुआ और रोध दो-दो पळ, 
इन्द्रायण पाँच पल, BA का गूदा दृश पल, हरीतकी आधा 
प्रस्थ, आँवले एक प्रस्थ, इन द्वव्यों को एक साथ चार द्रोण 
जळ में पकावे, चतुर्थांश काथ अवशेष रहने पर छान ले, 
शीतळ होने पर दो तुला गुड़ मिला कर घी के पात्र में भरकर 
पन्द्रह दिन जी की राशि में रखे । बळ के अनुसार प्रतिदिन 
प्रातः काळ सेवन करे । यह अरिष्ट प्लीहा, असिमान्य, at, 
ग्रहणी, हृद्रो, पाण्डुरोग, शोय, कुष्ठ, TEA, उद्र और कृमि- 
रोग को नष्ट करता है तथा बळ एवं वणे को बढाता हे ॥१५॥ 
विमर्श--उपयुक्त दोनों योगों का उल्लेख अभयारिष्ट 
तथा दन्त्यरिष्ट के नाम से चरक संहिता में अशं चिकित्सा के 
अन्दर आया है । 
तत्र, वातग्रायेपु सुनेहरुवेदबमनविरेचनास्थापना- 
दुबासनमभ्रतिपिद्धं, पित्तजेषु विरेचनम्‌, एवं रक्तजेधु 
संशमनं, कफजेषु शन्न वेरकुलत्थोपयोगः, सर्वदोषहरं 
यथोक्तं सर्वेजेपु, यथास्वीपधिसिद्धं च पयः सर्वेष्विति ॥। 
वात प्रधान अशे में खेद, स्वेद, वसन, विरेचन, आस्थापन 
और अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। पित्तज अरा में 
विरेचन तथा रक्तज में संशमन चिकित्सा करनी चाहिए । 
कफज अश मे आद्रक और Feet का उपयोग करना चाहिए। 
त्रिदोषज अझ में सभी दोषों को दूर करने वाळी चिकित्सा 


चिकित्सास्थांनम्‌ 


३७ 


TTT TTT inn 


विधि का प्रयोग और दोषों के अनुकूल औषधियों से सिद्ध 
दूध का सेवन करना चाहिए ॥ १६ ॥ 

विमशेः-सशमनम्‌-न वामयति नापि विरेचयत्ति व्याधिना 
सहैकोभूय तमेव व्याधिं शमयेदिति सशमनम्‌। seen । न शोधयति 
न ढेष्टि समान्‌ दोपास्तयोद्धतान्‌ । समीकरोति विषमान्शमनं तथथा 
SHAT ॥ शाङ्गेधर | 

अत ऊध्व भल्लातकविधानयुपदेदयामः-भज्ञात- 
कानि परिपक्ान्यनुपहतान्याहृत्य तत एकमादाय द्विधा 
त्रिधा चतुधों वा छेदयित्वा कपायकर्पेन विपाच्य तस्य 
कषायस्य शुक्तिमनुष्णां घृताभ्यक्ततालुजिह्णौछः प्रातः 
प्रातरुपसेवेत, TASS क्षीर सर्पिरोदन इत्याहारः; 
एवमेकेकं वधेयेद्यावत्‌ पञ्चेति, ततः पञ्च पद्नामिवर्ध- 
येद्याबत्‌ सप्ततिरिति, प्राप्य च सप्ततिमपकपेयेद्धूयः 
Ta पञ्च यावत्‌ पञ्चेति, पञ्चभ्यस्त्वेकेकं याबदेक- 
मिति | एवं भल्ञातकसहस्मुपयुज्य सर्वकुष्ठाशोमिविः 
सुकतो बलवानरोगः शातायुर्भवति ॥ १७॥ 

इसके आगे भल्लातक विधान का उपदेश किया जाता है। 
पके हुए तथा जो कटे-फटे न हो ऐसे ert को एकत्रित 
करे। उनमें से एक मिळावे को लेकर दो, तीन या चार geet 
में काटे और काथविधि से पकावे। उस छाथ को शीतल 
करके, ताल, जिह्वा और ओष में घृत लगा कर, शुक्ति प्रमाण 
( आधा पळ ) प्रतिदिन प्रातः काळ सेवन करे और अपराल 
से दूध, ga मिश्रित चावल ( भात ) का भोजन करे। इस 
प्रकार एक एक मिळावा प्रतिदिन वढावे, जब तक पाँच 
मिळावों की सख्या पूरी न हो। इसके वाद पाँच पाँच भिछावे 
प्रतिदिन चढ़ावे, जब तक उनकी संख्या सत्तर न हो! जव 
सत्तर Prorat की संख्या पूरी हो जाय तव पाँच-पाँच भिळार्वो 
के क्रम से घराचे जव तक पाँच Meri की सख्या न प्राप्त 
हो। पाँच fret की सख्या तक पहुँचने पर, एक एक 
मिळावा घटावे, जव तक एक भिळावे की संख्या शेप बचे । 
इस प्रकार एक हजार मिळावे का सेवन करने वाला व्यक्ति, 
सभी प्रकार के कुष्ठ और अश्च रोय से सुक्त, बलवान, नीरोग 
पुच सौ ad की आयु चाळा होता दै ॥ १७॥ 

द्वत्रणीयोक्तेन विघानेन भल्लातकनिश्‍च्युतितं स्ने- 
हमादाय प्रातः प्रातः झुक्तिमात्रसुपयुञ्जीत, जीणे पूर्व- 
बदाहारः फलप्रकर्षश्च | भल्लातकमञ्ञभ्यो वा स्नेहमा- 
दायापकृष्टदोपः प्रतिसंस्ृष्टभक्तो निवातमागारं प्रविश्य 
यथाबलं प्रस्तिंप्रकुव्वं चोपयु्जीत, तस्मिज्लीर्णे क्षीरं 
सर्पिरोदन इत्याहारः, एवं मासझुपयुज्य मासत्रयमादि- 
SE रक्षेदात्मानं; ततः सरवोपतापानपह्ृत्य वर्णवान्‌ 
बलवाञ्‌ श्रवणम्रहणधारणशक्तिसंपन्नो वर्षेशतायुभंवति 
मासे मासे च प्रयोगे वपशत॑ वर्पशतमायुषो5भिवृद्धि- 
भवति, एवं दशमासानुपयुज्य वषंसहायुर्भेवति ॥(८॥ 

द्विबगीय चिकित्सा में बतछाई गई विधि के अनुसार 
मिळावे के निकाले गए de (Ae) का, प्रतिदिन प्रात'काळ 


झर 


आधा पळ की मात्रा में सेवन और Ge का पाचन होने पर 
उपयुक्त आहार करे। इसमें अधिक लाभ की प्राप्ति होती हे । 
अथवा मिळावे की मज्जा से te निकाल कर, वमन, विरेचन 
के द्वारा दोपों को दूर करके, ससर्जन क्रम से पेया, विळेपी 
भादि का सेवन करते हुए वायुरहित गृह में प्रवेश कर, वळ 
के अनुसार दो पळ था एक पळ सेवन करे । भल्लातक ae 
का पाचन होने पर दूध, घी मिश्रित चावळ का भोजन करे । 
इस प्रकार एक मास तक भिलावे के स्नेह का सेवन करके 
तीन मास तक उपयुक्त भाहार का सेवन करते हुए, क्रोध 
आदि से अपनी रक्षा करे । इससे सभी प्रकार की व्याधियों से 
सुक्त होकर, सुन्दर वणे वाळा, बलवान, सुनने, ग्रहण करने 
( समझने ) और धारण करने ( स्मरण रखने ) की शक्ति से 
सम्पन्न होकर सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है। एक एक मास 
सेवन करने से आयु में एक एक सौ वर्ष की बृद्धि होती है। 
इस प्रकार दक्ष मास तक सेवन करने पर एक हजार ay की 
आयु होती है ॥ १८॥ 
भवन्ति चात्र-- 


यथा सबीणि कुष्ठानि हतः खदिरबीजको | 
तयैषाशीसि सबीणि वृक्षकारुष्करी ea: ॥ १६॥ 
जैसा कि-जिस तरह खैर भौर विजयसार सभी प्रकार 
के कुं का नाश करते हैं उसी तरह सभी प्रकार के अर्था का 
नाश कुटज और मिळावे से होता है ॥ १९॥ 
हरिद्रायाः प्रयोरोण प्रमेहा इच पोडश ll 
क्षाराग्नी नातिवतन्ते तथा दृश्या शुदोद्भवा' ॥ २०॥ 
जिस तरह हरदी के प्रयोग से सोलह प्रकार के साध्य 
प्रमेहों का नाश होता हे उसी तरह छार और अभि के प्रयोग 
से दृश्य अर्श नए हो जाते दे ॥ २० ॥ 
घृतानि दीपनीयानि लेहायस्कृतयः सुराः॥ 
आसवाश्व प्रयोक्तव्या वीचय दोपसमुच्छितिम्‌ ॥२१॥ 
दोषों की बृद्धि को देख कर दीपनीय घृत ( पिप्पव्यादि 
घृत ), ठेह (Genk लेह), अयस्कृति (नवायस लौह आदि) 
सुरा और आसर्वों का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
वेगाबरोधस्रीप्रछय़ानान्युत्कुडुकासनम्‌ ॥ 
यथास्तर दोपलं चान्नमशोःसु परिवजेयेत्‌॥ २२ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽ्शश्चिकित्सितं 
नाम पछ्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


Sees 
मळ मूत्र के वेगो का रोकना, 


पीठ पर चेंठना, तीचग दर्या का पान, उकड चेठना तथा 


दोपों के अनुकूछ उन्हें बढ़ 
दो नह बढ़ाने वाळे अन्न का परित्याग अग्न रोग 
से करना चाहिए ॥ २२ ॥ न 


खीसेवन, घोडे आदि at 


इृत्यायुर्यटतचयसन्दीपिकार्या भापाटीका * 
यां पछोऽम्याय' ॥ ६॥ 


eens) 


3 
Cts 


_ सुग्रुवसंहिता 


सप्तमोऽध्यायः 
अथातोऽशमरीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ Ul 
इसके अनन्तर अश्मरी की चिकित्सा विधि का वर्णन 


| किया जा रहा हे, Gar कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रत 


प्रथ्धति शिष्यों से) कहा ॥ १-२॥ 


अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः | 
औषधैस्तरुणः साध्यः प्रवृद्धश्छेदमहति ॥ ३॥ 
अश्मरी (Stone) भयङ्कर व्याधि है, इसे यमराज के 
तुल्य ( घातक ) समझना चाहिए । नवीन अश्मरी औषधि- 
चिकिर्सा-साध्य होती है, किन्तु पुरानी अश्मरी के लिए शख- 
चिकित्सा की आवश्यकता पढती हे ॥ ३॥ 
तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते | 
तेनास्यापचयं यान्ति व्याधेमूलान्यशेपतः ॥ 8 ॥ 
अश्मरी के WS में स्नेह, स्वेद आदि विधियों का 
प्रयोग करना चाहिए, इससे इस व्याधि का समूळ नाश 
होता है ॥ ४ ॥ 
पाषाणभेदो वसुको वशिराश्मन्तकों तथा | 
शतावरी श्वदंट्ा च बृहती कण्टकारिका॥ ५॥ 
कपोतवङ्काऽऽतंगलः कच्चकोशीरकुब्जकाः | 
वृक्षादनी भल्लुकः्च वरुणः शाकज फलम्‌ ॥ ६ Ul 
यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य फलानि च | 
ऊषकादियश्रतीवापमेपां ated कृतम्‌ ॥ ७॥ 
भिनत्ति वातसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेब तु ॥ 
क्षारान्‌ यवागूर्थूषांश्च कपायाणि पयांसि च | 
सोजनानि च gla वर्गेऽस्मिन्‌ बातनाशने || = ॥ 
पापाणभेद, वसुक ( Bare ), चदिर ( रक्त अपामार्ग या 
ग्रजपिप्पळ ), अश्मन्तक ( चागेरी ), शतावर, गोखरू, वडी 
करेरी, छोटी करेरी, कपोतवंका ( बाह्मी ), आतंगळ ( नीळ 
पियावासा ), कञ्चक ( sacs इति माळवे प्रसिद्ध, ), खस, 
कुष्जक ( get ), वृक्षादनी (बंदाक), भल्लुक ( श्योनाक ), 
वरुण, शाकज फळ (शाकः ककदामसूणपृष्टो द्रपत्रो बक्षः तस्य 
फलम्‌ ), जौ, कुल्थी, वेर और निर्मली इन द्रव्यो के छाथ में 
ऊपकादि गण का करक डाळ कर घृत सिद्ध करे। यह घृत 
चातज अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता हे । इस वातनाशक गण 
के द्वारा छार, यवागू , यूप, क्राथ, दूध तथा भोजन ( चावळ 
आदि ) सिद्ध करना चाहिए । 
कुशः काशः सरो गुन्द्रा इत्कटो मोरटोऽश्मभित्‌ ell 
बरी बिदारी बाराही शालिमूलत्रिकण्टकम्‌ | 
भल्ळूकः पाटला पाठा पत्तृरोऽथ कुरुण्टिका ॥ १०॥ 
पुननेवा शिरीपश्च कथितास्तेपु साधितम्‌ | 
ai शिलाजमधुकमीजैरिन्दीवररय 'च ॥ ११॥ 
पुसेरवारुकादीनां बीजेञ्चावापितं झुभम्‌ | 


RRS < RET IE ppp 99 NNT ४८४५४४४ 


भष्यायः ७ ] Sl Re 
भिनति Resumen oD = ROR SO SS e 
भिनत्ति पित्तसंभूतामशमरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १२ । | एष क्षारोइश्मरी शुल्मं शकरां च सिनत्त्यपि। ।२१॥ 


रू, हि 
सारान्‌ यवागूयूपांश्च कपायाणि पयांसि च। इत पाक के लिए कहे गए ( वरुणादि गण ) द्रव्यो का 
भोजनानि च कुवीत वर्गेऽस्मिन्‌ पित्तनाशने ॥ १३॥ भेडी के सूत्र में घोळ कर छाना गया क्षार और ग्राम्य पशुओं 
SU, काश, सरपत, युन्द्रा ( पटेरा तृण विशेष ), इव्कर | ( याय, बकरी, घोडा आदि ) के मल के Va मिला कर, 
( महती खगाली ), azz ( WSIS ), पापणभेद, शतावरी, | ऊपकादि गण तथा fang के कल्क के साथ धीरे-धीरे पकावे । 
विदारीकन्द, वाराहीरन्द, शालिधान्य की जड, गोखरू, | यह छार अशमरी, gen भौर शर्करा को नष्ट करता है॥ 
कर्डक (श्योनाक), पाढळा, पाठा, पतंग, कुर्ल टका (करस तिलापामार्गकदलीपलाशयवकल्कजाः ॥ 
रया ) घुननंवा ओर श्षिरीप के छाथ सें Prema, सुलेठी, | क्षार: पेयो5विमूत्रेण शकरानाशन: पर: ॥ २२ ॥ 
नील कमल के बीज, खीरा और ककढ़ी आदि के वीजका | | oS और जौ ३ a 
शीघ्र नट करता हे । इस पित्तनाशक चर्म के द्वारा क्षार, करने के लिए श्रेष्ठ See ’ नष्ट 


बाण, यूप, कपाय, दूध {और भोजन का पाक करना हे , 
पाटलाकरवीराणां क्षारमेवं समाचरेत ॥ २३॥ 


चाहिए ॥ ९-१३॥ 
गणो बरुणकादिस्तु गुग्गुल्वेलाहरेणव: | 'दष्टरायष्टिकात्रा्ीकल्कं,बाऽध्षसमं पिचेत्‌ ॥ 
३ ज्ञ सहेडकाख्यो पेयौ वा शोभानकमाकचौ ॥ २४॥ 
कुप्ठभद्रादिमरिचचित्रके: ससुराहयेः ॥ १४॥ कपोठवड्ामलं वा पिनेदन्तः , 
एतैः सिद्धमजासरपिरूपकादिगणेन च! % पचक्कामूल वा पिवेदम्लः सुरादिभिः ॥ 
भिनत्ति कफसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १५॥ (सिला 
कारान्‌ यवागूरमपांख्च कपायाणि पयांसि च | सर्वयैवोपयोज्य: स्याहणो वीरतरादिकः ॥ २६ 4 
भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्‌ कफनाशने ॥ १६॥ पाइळ और कनेर का सार उपयुक्त विधि से a 
ना 
वरुणादिगण, गुमुलु, इलायची, रेणुका वीज,'कूठ, भद्वादि जं 
( देवदारु, कूठ, हरिद्रा आदि ), मरिच, चित्रक और देवदारु, चादि पं (मी ra yey 
के काथ में ऊपकादि गण के करक से सिद्ध, बकरी का घी सेवन | एक के (मोथी anita) के साथ हिजन भौ 
करने से कफज अश्मरी शीघ्र नष्ट होती है । bv कफनाशक eb मोळी करे : अथवा कपोतवकासूछ ( ब्राह्मी को 
बढ lai ti rome ars जड़ ) का सेवन काजी आदि अम्ल दव तथा सुरा भादि 
CERISE < . ' ( सौवीरक, मैरेयक ) के साथ करे । अथवा वेदना से पीडित 
पिचुकाङ्ोलकतकशाकेन्दरीबरजैः , फलः | रोगी, इन द्रवयां से सिद्ध, दूध का पान करे। अथवा त्रिफला 
चूर्णितः सरुडं तोयं शकराशमनं पिबेत्‌ ॥ १७॥ या पुननंवा से, सिद्ध दूध का पान करे। वीरतर्वादिगिण का 
fags ( कपास का फूल ), अकोछ, निमंली, शाक और | सेवन सब प्रकार ( घृत, क्षीर, कपाय, यवागू भोजन आदि ) 
नील कमल के फळ का चूर्ण, जळ में गुड के साथ घोळ कर | से करना चाहिए ॥ ae 
शर्करा को नष्ट करने के लिए पीना चाहिए ॥ १७॥ घृतैः कारेः कषायैश्च धीरैः सोत्तरबस्तिभिः | 
करोघ्वोष्ट्रासभास्थीनि श्वदंद्रा तालमूलिका ॥ यदि नोपशम गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरो ART 1 २७॥ 
अजमोदा कदम्बस्य मूल नागरमेव च | घृत, चार, कपाय, दूध और उत्तरवस्ति ( नेरूहिक तथा 
पीतानि शकरां भिन्द्युः सुरयोष्णोदकेन वा ॥ १८॥ स्नेहिक ) से भी यदि ( अश्मरी ) शमन न हो तो आगे कही 
tite ( कराङुळ ), ऊॅट और गदहे की हट्टी, गोखरू, | जाने चाली विधि ( शख्र-कर्स ) के द्वारा छेदन करना 
Gael, अजवायन, कदुम्व की जड तथा स.ठ ( चूर्ण) | चाहिये ॥ २७॥ 2 
GUA उष्ण जल से सेवन करने पर शर्करा नष्ट होती हे॥ | कुशलस्यापि वैद्यस्य यतः सिद्धिरिद्दाभुवा | 
त्रिकण्टकस्य बीजानां चूण माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ उपक्रमो जघन्योऽयमतः संपरिकीर्तितः ॥ २८॥ 
अविक्षीरेण सप्ताहमश्मरीभेदनं पिवेत्‌ ॥ १६॥ चूँकि शख-क् में कुशळ वैद्य की सफलता भी भनिश्चित 
गोखरू के वीज का चूर्ण, मधु मिला कर, बकरी के दूध | रहती हे इसलिए यह उपक्रम (mead) fee कहा 


= ! 
के साथ, अश्मरी को नष्ट करने के लिए पुक सप्ताह पीना | गया है ॥ २८ | ; 
चाहिए ॥ १९॥ अक्रियाया धरुवो मृत्युः क्रियाया संशयो भवेत्‌ । 


्रच्याणा तु घृतोक्तानां क्षारोऽविमूत्रगालितः ॥ तस्मादाएच्छःय कतेव्यमीश्वर॑ साधुकारिणा ॥२६॥ 
आम्यसत्त्वशकृतक्षारैः सयुक्तः साधितः शनेः ॥२०॥ ( शखकमं ) न करने पर रोगी की wy छ व 
तन्रोपकादिरावापः कार्थे्जिकटुकान्वितः ॥ हे तथा शस््रकर्म करने पर भी सशय चना रहता दै इस 


Go 


सुश्रुतसंहिता 


 >ज>जलच्ैशर:अस्‍स्‍ल्‍स्‍ल्‍स्‍अिसचिथययययय सय्स्स्सच्य्च्सय्प्ससय्स्प्क्स्प्स्स्स्स्स्य्प्स्स्स्प्प्प्प्स्स्स्स्स्प्फ्प्स्टप 


TEE Eee 


कल्याण करने/वाले वैध को राजा की ( अथवा रोगी फे अभि- | रोगी के शल्य को निकालने का प्रयत्न करना चाहिये॥३१-३२॥ 


भावक की ) अनुमति डेकर दाखकर्म रवा चाहिये ॥ २९॥ 

अथ रोगान्वितुपखिग्धमपकृष्टदोपमीषत्कर्रितस- 
भ्यक्तस्विन्तशरीर॑ भुक्तवन्तं क्ृतबलिमङ्गलस्वस्तिवा- 
चनमग्रोपहरणीयोकेनः विधानेनोपकल्पितसम्भारमा- 
श्वास्य; ततो बलवन्तमविज्ञत्रमाजानुसमे फलके प्रागु- 
पविष्टान्यपुरुपस्योत्सङ्गे निपण्णपूर्वकायमुत्तानमुन्नत- 
कटीक बल्लाधारकोपविष्ट _ सङ्कुचितजाङुक्ूपरमितरेण 
सद्दाचवद्धं सूत्रेण Mesa, ततः स्वभ्यक्तचाभिम्देः 
शस्य वामपार्श्वं विमृद्य सुष्टिनाऽवपीडयेदथोनाभेयांवः 
SAT: ATA, ततः स्नेहाभ्यक्ते क्लुप्नखे वाम- 
हस्तप्रदेशिनीमध्यमे aged पायौ प्रणिधायाचुसेब- 
नीमासाद्य प्रयन्नवलाभ्यां पायुमेढान्तरमानीय, निव्यं- 
लीकमनायतमत्रिपमं च वस्ति सन्निवेश्य, wget 
ड्येदब्लुलिभ्यां यथा अन्थिरिवोन्नतं शल्यं भवति 11३०] 


इसके अनन्तर रोगी का स्नेहन करके, ( घमन-विरेचन 
द्वारा ) दोषों को दूरकर, कुछ दुबळ करे और अभ्यङ्ग ( स्नेहन) 
तथा स्वेदन से शरीर को शुद्धकर भोजन करावे 1 फिर afe- 
प्रदान, मंगल-पाठ, स्वस्तिवाचन कर्म करे तथा अग्रोपहर- 
णीय अध्याय में कही गई विधि के अनुसार ( यन्त्र, दाख- 
चार, दाळाका आदि) सभी साधनों को एकत्रित कर रोगी 
को आश्वासन दे । फिर ae सम्पन्न एवं न घवडाने वाले रोगी 
को घुटने की ऊँचाई के बरावर चौकी पर पूर्वाभिमुख वेठावे 
आर ( पूर्वाभिमुख 43 हुए ) दूसरे पुरुप की गोद में रोगी 
का कटि से उपर का भाग, उत्तान रूप में रखे । कटिप्रदेदा 
TE ऊँचा कर कपडे की गही नितम्च के नीचे जगाचे, घुटने 
भौर gent को सिकोड कर एक दूसरे के साथ धागे या 
कपटे से (पट्टी) बाँध दे! फिर सळीर्भाति नामिग्रदेश मे 
स्नेह की मालिश करे और वाँये पसवाडे को मळकर नामि 
के नीचे सुट्टी से तव तक दयावे जव चक अश्मरी नीचे न 
आ जाय। फिर स्नेह से fea, कटे हुए नाखून चाळी वाये 
हाथ की तर्जनी और मध्यमा अगुळियों को गुदा में भ्रवेश 
करे और सेवनी के नीचे ळे जाकर, उपाय और बल से, गुदा 
तथा fex के वीच छाकर, farsa रहित, छोरी और सीधी 
afta को सम्यक्‌ स्थापित करके, अंगुळियों से जोर से दुवावे 
जिससे शल्य (अश्मरी) गॉट के समान ऊपर उठ जाय ॥३०॥ 
स चेद्शुददीवशल्ये तु बिवृताक्षो विचेतनः | 
दतय्लम्यशीपश्च निर्विकारो alam i ३१॥ 
न तस्य नि्रेच्छल्य निहेरेत म्रियेत सः | 
त्रिना त्वेतेषु रूपेपु निहंतु प्रयतेत वै ॥ ३२॥ 
यदि गठ्य ( अश्मरी ) को पकड लेने पर रोगी के नेत्र 
Fara हो जांय, चह सूस्छित हो जाय, मुर्दे के समान गर्दन 
टड़ा दे सया चेष्टारहित मृतक के समान प्रतीत हो तो उस 
रोगी का शल्य नहीं निकाठना चाहिये। शल्य निकाला 
जायचो उसकी zy हो जाती है। इन छपणों से रहित 


ततः सव्ये पाश्वे सेवनीं यवमात्रेण सुक्त्वाऽव- 
चारयेच्छख्रमश्मरीप्रमाणं, दक्षिणतो वा क्रियासोकर्य- 
हेतोरित्येके, यथा ara frat चूर्ण्यते वा तथा 
प्रयतेत, चृणेमल्पमप्यवस्थितं हि पुनः परिबृद्धिमेति, 
तस्मात्‌ समस्तामग्रबक्त्रेणाददीत; 


वामपाश्व मे सेचनी को एक जौ छोडकर, अश्मरी के 
प्रमाण (लम्बाई) के अनुसार, दाख कमं करे (चीरा लगावे) | 
कुछ आचायों का मत है कि किया में सुविधा की दृष्टि से 
दाहिनी ओर शखक्म करना चाहिए । अश्मरी के डॅकडेन हों 
या वह चूर-चूर न हो जाय इसका प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि 
यदि थोड़ा भी चूर्ण निकालने में शेष रह जाय तो वह पुन' 
वडा आकार धारण कर लेता दै । इसलिए समस्त अश्मरी को 
अग्र वक्र ( आहरण यन्त्र) से निकालना चाहिये ॥ ३३॥ 

विमर्श/--अपकृष्टदोपमूर्ध्वाधी दोषनिर्हरणेन दोषरददितम्‌ । 
ईपत्‌ क्तमिति अतिकर्शनेन कर्माक्षमता, अकर्शनेनो पचितानल्प" 
वरितिकायत्वादइमर्या अप्राप्तिरिति। वळ्वन्तमिति अपकृष्टदोप 
विशुद्धमन्नससर्जनेन सक्षनितवलम्‌ | अश्मरी निकालने की जिस 
प्रक्रिया का वर्णन सुश्च॒त ने किया हे उसे पाश्चात्त्य-चिकित्सा- 
विज्ञान के अनुसार ‘Lateral perineal lthotomy’ कह 
सकते हैं। Lateral permeal Nithotomy, where the 
stone 13 removed through the lateral portion of the 
perineum by incising the prostate This operation 
1s no longer performed, except upon African natives 
who will insist on going out of hospital on the next 
day, आजकल Lithotrity और Lathotomy दो प्रकार की 
शाख क्रियायें अश्मरी निकाळने के लिये प्रयुक्त होती हैं। 
‘Two typs of operation are practised that of Cutting 
for the stone ( Lithotrity ) and crushing the stone 
(Iathotomy ) Lithotomy क्रिया का प्रयोग तीन प्रकार 
से किया जाता हे । (१) Lateral perineal lthotmy:— 
इस क्रिया का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । प्राचीन 
युग में अश्मरी निकालने के लिए इसी क्रिया का व्यवहार 
होता था। (२) प्रक्रिया का नाम हे Median permeal 
hthotomy और (3) प्रक्रिया Suprapubic hthotomy 
कहलाती | इस तीसरी प्रक्रिया का व्यवहार आधुनिक 
युग में अशमरी निकालने के लिए प्राय, किया जाता है 
‘This is the form of operation employed 10 
practically all cases The bindder 1s opened above 
the pubes (as described on p 886 ) the stone 1 
felt and remoxed with forceps If the urice If 
uninfected, the bladder may then be sutured witt 
a continuous Catgutstitch, and the wound closed 
without draimage, but 2f cystitis and infection of the 
urine are present, the bladder must be draiued for 
from five to sevendays By this operation any other 
condition, such as enlarged prostate or growth of 


way: ७ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४१ 


PPP PPO LLL FT ANAS ANNAN OP PPL LPP LLL ANN OP LPL AP OPP PLL ANTS NAAN AS PPL PPO PLP PPS 


the bladder, can be dealt with at the same time 
‘The Science and practice of Surgery? 


स्रीणां तु वत्तिपाशवंगतो गर्भाशयः सन्निकृष्टः, 
तस्मात्तासामुत्सङ्गवच्छ्रं पातयेत्‌ , अतोऽन्यथा खः 
ल्वासां मृत्रस्नावी AT भवेत्‌ , पुरुषस्य वा मूत्रप्रसेक- 
ध्णनान्मूत्रश्वरणम्‌ ; अश्मरोन्रणादति भिन्नवस्तिरे- 
east न भवति, द्विधा भिन्नवस्तिराइमरिको न 
सिध्यति | 

fat का गर्मादय घर्ति के ave में निकट में ही 
रहता है । इसलिये उनमें दाख प्रयोग उत्तान रूप में, 
अर्थात्‌ अधिक गहरा नही करना चाहिये, अन्यथा feat 
को मृत्रत्नावी वण हो जाता हैं। पुरुषों में भी afta: 
सख के खरोत में an होने पर सूत्रत्राव होने लगता है। 
अश्मरी famed के लिए we द्वारा किए गये घण के अति- 
रिक्त अन्य कारणों से फटी हुई वस्ति का सन्धान नहीं होता 
तया दो भागों म॑ फटी हुई चरित वाळा अश्मरी का रोगी 
नीरोग नहीं होता ॥ ३३॥ 

विमरदांः-उत्सदवडिनि । ऊद्धव सङ्गः म यस्थान्तीनि तदुत्सङ्गतत्‌ 
उत्ताननित्यर्थ, | अन्यथेति ¦ यदावगाढ, DHT. स्यात्‌ तदा वदिगंत 
लद्मास मित्वा वस्तित्वचा सद्द सगबन्तुवस्तिपार्शवाश्रयन्य 
गर्माशयस्यापि त्वचो भेदः स्याद्‌ + ततस्ताता भगान्तर्गतो मृत्र- 
ज्ञावी मगः स्यादित्यर्थं 1 नथा च वेतरण”--'सगत्याथः खिया 
वस्निरूष्व गर्भाशय. स्थित. । गर्माश्चयश्च वस्तिश्च मदास्नोत समा 
श्रितो । दस्तिमाग wag र्वनम्पाउ्मरीं za: । स्फिगये भेदन 
नाता दवितमन्यत्र दोषइत्‌ ( डरहणः ) 


अशमरीत्रणनिमित्तमेकघाभिन्नवस्तिर्जीवति) क्रि 
याभ्यासाच्छाञ्बिदितच्छेदान्नःस्यन्दपरिवृद्धत्वाच्च 
शाल्यस्येति | उदूश्ृतशल्यं तृष्णोदृकद्रोणयामवतार्थ 
स्वेदयेत्‌ ; तथा हि बस्तिरस्धजा न पूर्यते; .पूर्ण वा 
क्षीरवृक्षकपायं घुषपनेत्रेण विदध्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 

aA के कारण एक स्थान पर फटी हुई 
afta चाळा रोगी क्रियाभ्यास, दाखविदित छेदनकमं 
और मूत्र की सात्रा में वृद्धि होने के कारण जीवित रहता 
है। दादय ( अश्मरी ) निकालने के वाद रोगी को उष्ण 
जळ की द्रोणी ( नौकाझति टब ) में बेठाकर स्वेदन करे 
इस विधि के प्रयोग से चस्ति में रक्त पुकन्रित नहीं होता । 
यदि बस्ति में रक्त भर जाय तो घीरवृच्षकाथ का प्रयोग 
घुष्पनेत्र ( उत्तरवस्ति ) के द्वारा करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

विमर्श---क्रियान्यासात--कियाणा पुष्णोदकस्वेदक्षी रइक्षकपा 
बमोजनादीनामश्यसन करियान्यातस्तस्मात । अदमरीप्रमाणमुख 
मात्र, सेवनीसव्यपाव्यंग- घालविदितच्छेदस्तत्मात्‌ । नि.स्वन्दो 
qa तेन परिवृद्ध दास्य तस्मादित्यथं. । एतदुक्त भवति-येन निःस्य 
न्देन मृत्रेण वृद्धेन सता शल्य परिवृद्धम्‌ » तस्य छल्यापहरणे$पिं 
निम्छेषापरिछुतत्वाद्‌ मिन्रवस्तिजीवति । गयी तु शब्यस्वेतिपदं परि- 
त्वस्य नित्यन्दपत्दिदत्वादित्येव पठति व्याख्यानयति च-नि-त्यन्द- 
स्य मत्स्य परिवृद्धत्वेन, अत एव मूत्रवृद्धिकरयवायूयुडक्षीरादिः 


६ ge Fro 


सौदित्यविधान, शास्राविहिताक्रमच्छेदे तु मृत्रनि.शेषक्षरणान्मरण= 
मिति । ( डर्हणः ) यहाँ गयदास की उक्ति ही उचित प्रतीत 
होती है 1 
भवति चात्र— 
क्षीखूक्षकपायस्तु घुष्पनेत्रेण योजितः | 
निह रेदश्मरी तूर्ण रक्त वस्तिगतं च यत्‌॥ ३४॥ 
जैसा क्रि-उत्तरचस्ति के द्वारा प्रयुक्त क्षीरवृक्त कषाय 
अश्मरी और वस्तिगत रक्त को afta बाहर निकाल देता दै । 
ू्मार्गविशोधनार्थ चास्मै शुडसौदित्यं बितरत्‌; 
उद्धृत्य Ad मधुघृताभ्यक्तव्रणं मृत्रविशो धनद्रव्यसिद्धा- 
मुष्णां agat यवागू, पाययेठुभयकालं निरा; त्रिरा- 
IGE शुडप्रगाढेन पयसा स्द्रोदनमल्पं भोजयेइशरातर 
सूत्रास्खियदःथथ नणक्लेदनारथं च, दुशरात्रादृध्व 
फलाम्ले जीङ्गलरसंरुपाचरेत्‌ ; वतो दशारात्रं चनमग्रमत्तः 
स्वेदयेत्‌ wat द्रवस्वेदेन वा; क्षीरबृक्षकपायेण 
चास्य त्रणं प्रक्षालयेत्‌ ; रोधमधुकमज्िप्टाप्रपोण्डरीक- 
aan प्रतिग्राहवेत्‌ ; एनेष्वेब हरिद्रायुतेषु तैलं धृतं 
वा frat ब्रणाभ्यञ्जनमिति; स्त्यानशोणित चोत्तरब- 
स्तिभिरुपाचरेत्‌ ; सक्वरात्राञ्च स्वमागेमग्रतिपद्यमाने 
त्रे णं यथोक्तेन विविना दहेदरिनिना, स्वमार्गेप्रति- 
पन्ने चोत्तरवस्त्यास्थापनानुत्रासनेरुपाचरेन्मधुरकषा- 
येरिति; यद्च्छया वा मूत्रमागेप्रतिपन्नामन्तरासचाँ 
झुक्राइमरीं शर्करा वा खोतसाऽपहरेत्‌, एव चाशक्ये 
विदार्य वा नाडीं ran वडिशेनोद्धरेत्‌ | रुढत्रणश्च'ङ्ग 
नाश्वनगनागरथद्रुमान्‌ नारोहेत बं, नाप्छु प्लवेत, 
WENT बा गुरु॥ ३५ ॥ 
मूत्रमार्ग के शोधन के fea रोगी को युढ-मिश्रित भात 
खिलाना 'चाहिये। (sor जळ की द्रोणी से) रोगी को 
बाहर निकाल कर, Hg और घृत बण पर लगावे । सून्रशोधन 
रच्यो ( तृगपचमूळ, गोखरू आदि ) के द्वारा सिद्ध, उष्ण 
gage यवागू, दोनों समय तीन दिन पिळावे 1 तीन दिन 
के बाद मत्र और रक्त की शुद्धि तथा जण को आद्रे करने के 
लिये, vale गुढ मिश्रित दूध के साथ नरम भाव थोडी 
मात्रा में दस दिन खिळावे। दुस दिन के पश्चाच, खट्टफल 
( दाडिम आदि) तथा जगली जीवों के मांसरस का सेवन 
करावे । इसके वाद दस दिन तक सावधानी के साथ रोगी 
का स्नेह या दरव स्वेद के द्वारा स्वेदन करे । ATT के काथ 
से रोगी का घरण धोवे । 
ara, ged, मजीठ और एुण्डेरी ( सुगन्ध दव्य ) 
के करक का लेप ब्रग पर लगावे! इन दव्या में हल्दी 
मिलाकर इनके कर्क से सिद्ध तेळ या शत की मालिश बण 
पर करे । वस्ति में रळ एकत्रित att पर उत्तरवस्ति के द्वारा 
उपचार करे । सात दिन के अनन्वर जब मूत्र अपने स्वा. 


भाविक मार्ग से न निकटे तव कही गई विधि के अनुसार 
an को af से जळावे । मूत्र के स्वाभाविक मार्ग से निकळने 


४२ 


धुश्नुतसंद्दिता 


PLD LOL LAL PL LLL LLL LLL a PPP LLDPOL LOLLIPOP DAD POLL ODL PLPL LP PL OL LL LL LLL LLL OL LL LLL ALL LLLP A 
ANNA LL LL PLL LD PPLE 
ener. 


पर मधुर और कपाय वर्ग (काकोल्यादिगण तथा regan) | किया जा cer 

के काथ से उत्तरवस्ति, आास्थापन आर अनुवासन के द्वारा | प्रमृति भिष्यों से) 
उपचार Sti अपने आप मृत्रमाग में पहचकर स्की हुई 
शुक्राश्मरी या बकरा को मुत्रभाग के द्वारा निकाले। इस प्रकार 
ननिकलने वाली अग्मरी का, मत्रमार्ग मे चीरा लगाकर वडिदा 
अस (००६) से निकाळे। ane भर जाने पर भी एक 
वर्ष तक खीसेवन न करे, घोडा, हाथी, पवत, रथ और Te 


पर न चढ, जळ म न तर एवं सारा भाजन न कर 7 ३०॥ 

मृत्रबह्ुक्रवहसुष्कोतोमूत्रप्रसेकसेवनीयोनिशुद 
बस्तीन्‌ परिहरेत। वत्र मृत्रवदच्छदान्मरण मूत्रपूणं 
चस्तेः, झुक्रबहच्छदान्मरणं HAI वा; सुष्कस्रोतडप- 
घावाद्‌ व्वजमङ्गः मूत्रप्रसकञ्रणनान्मूतरपरक्षरणं, सेवः 
चीयोनिच्छेदाट्रजः प्रादुर्भाव, वस्तिशुद्रविद्वलक्षणं 
प्रागुक्तमिति ॥ ३६ ॥ 

मृत्रवद) Bate, सुप्कन्नोत, मृत्रप्रसेक (वस्निमुग्यखान), 
सेनी, योनि, युदा भर वस्ति को शम््रकरम करने के समय 
कटने से बचाव । मूत्रवह के कटने से wag होती ह तथा 
रिन मूत्र से भर जाची है । शुक्रवह के कटने से ag अथवा 
नपुंसकता होती दृ! सुप्न्खात के कट जाने पर ध्वजभड्ग 
a जाता इ! qa Caftaqa) में ब्रग होने पर 
AAA हाने ळ्गता ह! सेवनी ate योनि के कट जाने पर 
ag की ate होती ह । aka और युढाविद्ध का छत्तण 
पहले ( मर्मनिदेश में ) कद्दा जा चुका है ॥३६॥ 

अचतश्मात्र-- 


ममाण्यष्टावसंबुध्य खोतोजानि शरीरिणाम्‌ | 


व्यापाइचेडहुन्मत्योन्‌ TEAST | ३३ ॥ | 


जसा rae को भलीभाँति न जानने चाळा 
चद सञुष्या क ans स्थित आठ प्रकार के अमँ को न 
पहचान ळर अनक व्यक्तियों को मार डाळता दै ॥ ३७ ॥ 
संघनी DEH खोतसी फलयोुदम्‌ | 
मृत्नसेक मूत्रवहं योनिवेस्तिस्तथाऽष्रमः || १८ ॥ 


इति झुश्रुतसंढितायां चिकित्सार्थानेऽश्मरीचिक्रित्सितं 
नाम सप्रमोऽध्याचः 1] ७ ॥| 
—— eee 
(४) सेवनी, (>) शुक्रवद्द, 
(०) मूत्रप्रसे>, (६) aoe 
आठ मम ह ॥ ३८॥ 


(३) arate (2) गुदा, 
(९) योनि कौर (८) चस्ति ये 


Pagers ern साषादीका्यां सठछमोड्ययाय. (ol 
DRS 
> 5५९ 
अष्टसाऽव्यायः 


अथातो अगन्द्रराणा चिकित्सितं ब्याख्यास्यासः || शा 
यथावाच भगवान घन्बन्वारिः ॥ २॥ 


दपक झनन्तर wren की चिक्त्सातिवि का वर्णन 


जैसा कि भगवान, धन्वन्तरि ने (aga 
Zeal १-२॥ 
पतच भगन्दरा व्याख्याताः, तेप्वसाध्यः दाम्वृकाः 
बने शान्यत्िमि्तश्रेति; शेषाः कच्छसाब्या: ॥ ३॥ 
पाँच प्रकार के भगन्दरों का वर्णन ( निदान स्थान में ) 
frat ना चुका है, इनमे शम्वृक्ावते  त्रिदोपज ) और शल्य 
से उत्पन्न (gaa) भगन्दर असाध्य तथा शेष कष्टसाध्य 
ate neu 
तत्र भगन्दरपिङकोपद्रतमाठरमपतर्पणादिविरेचः 
नान्तेनेकादशविधेनोपक्रमेणोपक्रमेतापक्पिडकं, पक्केपु 
चोपलिग्यमबगाहस्विन्तं शब्यायं सन्निवेश्याशसमित्र 
यन्त्रयित्वा, भगन्द्रं समीच्य पराचीनमवाचीन बा; 
ततः प्रणिवायेषणीयुन्नम्य साशयमुद्धरच्छद्षण; अन्त- 
मुख चव सम्थग्यन्त्र त्राणवाय प्रवाहमाणस्य भगनन्‍द- 
रमुखमासाद्येपणीं दत्त्वा शस्त्रं पाठयन्‌ ; आसाद्य 
चाऽयं क्षारं चेति; एतत्त सामान्यं सवषु ॥ ४॥ 
भगन्दर पिठका से पीडित, अपक पिडका are रोगी की 
चिकित्सा, अपतर्पण से लेकर विरेचन पर्यन्त (ट्विवगीय चिरि सा 
में पठिनि) ग्यारह विधानों के द्वारा करनी चाहिए । पक्कपिडका 
वाढे रोगी का स्नेहन कर अवयाद स्वेदन करे ( उष्ण जळ 
की द्रोणी में विदाकर स्वेदन करना ) और शाय्या पर बिंठावे । 
फिर अत चिक्रिन्सावियि ळी भाँति (Lithotomy position) 
रोगी को बॉवकर पराचीन ( बहिसुग्च ) आर अवाचीन 
( अन्वसुच ) भगन्दर की परीक्षा करे तथा एपणीयन्त्र सवदा 
करक कुछ ऊँचा उठावे एवं ञादावसहित दाख से काट दे । 
अन्तु वाळे भगन्दर मे उसी घार भछीभाँति यन्त्र 
अवेश करके प्रवाहण करने हुए रोगी के भगन्दर-मुस्त की 
Wig करे ओर एपणीयन्त्र डालकर चीरा लगावे 1 अथत्रा 
भगन्दर को देखकर अशि था घार कमं का प्रयोग Ft! 
समी भगन्दरे के लिए थह सामान्य चिकिसाविधि दे । 
विशेपंतस्तु-- 
चाञ्चन्तरे त्रणान्‌ कुयोद्धिपक्र तु शतपोनके | 
ततस्तेथूपरूढेयु गोपा नाडीरुपाचरेत्‌ रुपाचरेत्‌ Hen 
गवयोडन्योन्यसम्बद्धा वाह्याश्छेयास्त्वनेकवा | 
नाडीरनमिसंबद्धा यश्छिनत्त्येकवा भिषक ॥६॥ 
स झुयोद्रिवृव॑ sweat शुदविदारणम्‌ | 
तस्य तटहिवृतं भाग विण्मृत्रमनुगच्छति ॥ ७1 
set शुदशूलं च करोति पवनो भ्रुशप्र | 
चत्राविगतचन्त्रोऽप reader | 
तस्मान्न विवृतः कार्यो त्रणस्तु शतपोनके ॥। ८ ॥ 
बिशेष चिक्रिसा--छुशिन्षित वद्य को घातपोनक (वलनी 
के समान दिद्ववाले ) भगन्दर में नाढियों के मध्य में अण 
बनाना चाहिए ओर इन site भर जाने पर sta नाडी 
(87०05) की fae करनी afar एक दसरे से 
सम्बन्धित नाडियोँ में अनेक nee के घण बाहर से 


| बनाना चाहिए t 


अध्यायः ८ | 


चिकित्सास्थांनंम्‌ 


४३ 


जो वैद्य एक दूसरे से सम्वन्ध-रहित नाडी मे एक प्रकार 
HAT बनाता है वह रोगी के an को फैला देता है तथा 
गुदा को विदीणे कर देता है । उस रोगी के फैले हुए घण- 
सारय से मळ, सूत्र का खाच होता है तथा प्रकुपित चायु 
आटोप और युदा में अत्यन्त शूल उत्पन्न कर देता है। ऐसे 
अवसर पर शल्यदाख निष्णात वेध भी निस्सन्देह घवडा 
जाता है | इसलिए झतपोनक सगन्दूर में त्रण को चौड़ा नहीं 
करना चाहिए । 
विमश--शतपोनक भयन्दर Maltaple fistula) चरूनी के 
समान भनेक छोटे छोटे छिद्रों से युक्त होता हे । अर्थात्‌ इसमें 
छोटे-छोटे बण हो जाते है जिनसे निरन्तर झागदार स्वच्छ खाव 
अधिक मात्रा में निकलता रहता हे । सुश्च॒त ने शल्‍्यशाख- 
निप्णात वैद्य को भी इसमें एक काळ में सभी मार्गों के अन्दर 
शखक्रिया का निषेध करते हुए, सावधान किया है ! पाश्चात्य 
चिकित्सा विज्ञान भी ऐसे अवसर पर यही सम्मति प्रदान 
करता हे—‘During the Operation the track must be 
examined carefully visually and with the probe, 
and all side tracks laid open freely and curetted, 
if they are very numerous deal with one side of the 
rectum alone and leave the other to be treated 
subsequently as 3b 1s useless to open the main 
track unless all zts branches are also dealtwith, The 
same applies to horseshoe Fistula, and here a word 
of warning 15 necessary as to multiple division of 
the sphincter am, which should not be cut Im 
more than two places at one time ? 

The Se:nce & Practice of Surgery. 
व्याधी तत्र बहुच्छिद्रे मिषजा वे बिजानता ॥ ६ ॥ 
अर्घलाज्ञलकश्छेदः कार्यो लाइलको5पि वा | 
सर्वतोभद्रको बाऽपि कार्यो गोतीर्थकोऽपि बा ॥१०। 

कुशळ वेद्य इस अनेक छिद वाली व्याधि में अद्धलाड्गलक 
(आधे हळ की आकृति की भाँति) या wren ( पूरे हळ 
की आकृति की भाँति) बग भी बनावे । अथवा सर्वतोभद्रक 
€ मण्डळाकार ) या गोतीर्थक ( यौ के खुर की आकृति का ) 
चरण बनावे ॥,९-१०॥ 
चिमर्श:--छाइल हलमुच्यते, अद्धंलाइल इव अद्धेलाइलक. | 
सर्वतोमद्रर्त्वासनविशेष TARA मण्डलाकारसदइृशो वा । गोती 
dat गच्छतो गोमूंत्रगतिसदृश , अथवा गोतीर्थ गोयोनिरुच्यते, तदा- 
कारो गौतीर्थक , अथवा गोतीर्थ निपान येन गाव. पिवन्ति, तत्खुरा- 
ङ्वितवच्छेदचिशेष क्तव्य*। तथा च तन्त्रान्तरम्‌--द्वास्या समास्या 
urate at wed} मः छस्वमेकतर यञ्च सो5डंलाइलक' 
स्मृत । सेवनीं वर्जयित्वा तु Maal दारिते युदे । सवंतोभद्रक छेद- 
माइुइछेदविदो जना । पार्शांगतेन दिद्रेण छेदो गोतीर्थको मवेत्‌ ।? 
सर्वतः ख्राबमागीस्ठु ददेहेद्यस्तथा5भिना | 
सुकुमारस्य भीरोहि दुष्करः शतपोनकः ॥ 


रुजास्तावापह तत्र स्वेदमाझु अयोजयेत्‌ ॥ ११॥ 
Sa खावमार्गा को चारों ओर से aff के द्वारा 


rr RSS 
RRR RRR DSSS EI rr 


कष्साध्य होता हे । उसमे वेदना तथा जाव को चन्द.करमे 
के लिए स्वेदन का प्रयोग शीघ्र करना चाहिए ॥ ११॥ 
स्वेदद्रव्येयेथोहिष्टे: कशरापायसादिभिः ॥ १२॥ 
APART HAART विष्किरः | 
वृक्षादनीमथरण्डं बिल्बार्दि च गणं तथा tl १३॥ 
कषायं सुकृतं कृत्वा स्नेहकुम्भे निषेचयेत्‌। 
नाडीस्वेदेन तेनास्य त॑ व्रणं स्वेदयेद्विषक्‌॥ १४॥ 
पूर्वकथित स्वेदन दव्य, KAT, पायस, याम्य, आनूप और 
उदक जीचों के मांस, लवा आदि या विप्फिर ( घोंसले में 
रहने वाळे ) पत्तियों के मांस तथा वृक्षादनी (वन्दाक), एरण्ड 
एवं विल्वादिगण ( बृहतपत्नमूल ) के द्रव्यो का भली-भांति 
काथ वनाकर स्नेहळि्त घड़े में रखे और नाडीस्वेद के द्वारा 
वैद्य रोगी के बण का स्वेदन करे ॥ १२-१४ ॥ 
तिलैरण्डातसीमाषयवगोधूमसरषंपान्‌ । 
ig 
लवणान्यम्लवग च स्थाल्यामेवोपसाधयेत्त ॥ 
आतुरं स्वेदयेत्तेन तथा सिध्यति saa १४॥ 
तिळ, एरण्ड, अलसी, उडद, जो, AE, सरसों, पंचळवण, 
अस्लवर्ग का थाली में ( चौडे पात्र में) छाथ 
बनाकर रोगी का स्वेदन करे । इस क्रिया से रोग की निवृत्ति 
होती है ॥ १५॥ 
स्विन्नं च पाययेदेनं कुष्ठं च लवणानि च ॥ १६॥ 
बचाहिङस्वजमोदं च समभागानि सर्पिषा | 
मार्दवीकेनाथवाऽम्लेच सुरासौबीरकेण वा ॥ १७॥ 
ततो मधघुकतेलेन तस्य सिञ्चेद्विषग्त्रणम्‌ - 
परिषिद्ेदू शुदं चास्य तेलेर्बांतरुजापहे; ॥ ts ॥ 
विधिनाऽनेन विण्मूत्रं स्वमार्गेसधिगच्छति | 
अन्ये चोपद्रवास्तीत्राः सिथ्यन्त्यत्र न संशयः NEN 
स्वेदन के उपरान्त रोगी को, कूठ, पंचलवण, वच, हींग 
और अजवायन समभाग में लेकर घी के साथ पिलावे। 
द्राचामद्य, का्ी, सुरा अथवा सौवीरक या सुळेठी के कल्क 
से सिद्ध तेल के द्वारा उस रोगी के अण का परिपेक करे। 
चातवेदना को शमन करने वाळे ( वातव्याधि सें पठित ) 
तेला के द्वारा रोगी के शुदा का परिषेक ati इन विधानों 
के द्वारा मल, qa की प्रबृत्ति स्वाभाविक मार्ग से होने saat 


है और अन्य भयकर उपद्रव ( आध्मान-युदश्रंश आदि ) 


निस्सन्देह सान्त हो जाते हैं ॥ १६-१९ ॥ 
शतपोनक आख्यात उद्टग्रीवे क्रियां ay ! 
अथोष्ट्मीबसेषित्वा छित्त्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पूतिमांसव्यपोहाथेमभिरच न पूजितः | 
, अ्थेनं घृतसंसटेस्तिलेः पिष्टेः मलेपयेत्त॥ २१ ॥ 
बन्धं “ततोध्नुक्ुबीत परिपेकं g सर्पिषा | 
ठृतीये दिवसे gear यथास्वं शोधयेद्धिषक्‌ ॥ 


ततः शुद्धं विदित्वा च रोपयेत्त यथाक्रमम्‌ RR Il 
शतपोनक का वर्णन हो चुका, अब उद्ग्रीव भगन्दर की 


जळावे । सुकुमार एव भीर व्यक्ति का शतपोनक-भगन्दर करिया विधि सुनो--उड्मीच भगन्दुर में एपण ( Probing ) 


eg gaddiea 
aE 
करें जर ब्रग में चीरा casi चार लगावे | उप्तमें सडे हुए ' अमछतास, हढ्दी ओर तगर का चुण, मधु तथा घृत में 
दर्मन्धित नांल को निकालने के लिए अप्निकर्म शरेष्ठ नहींहोता। , मिलाकर सूत की मोटी वत्ती में लगावे तथा घण में प्रवेश 
उदरी भगन्दर से fret को पीसकर ga निला, लेप ' करे। यह ब्रगों के शोधन के लिए हितकर है। थह योग 
करना चाहिये। उसके चाद पढ़ी बाँध देनी चाहिए और घी ( वरति) गति ( त्वावनान ) को उसी प्रकार शीध नष्ट करता 
से परिपेक करना चाहिए। वच्च तीसरे दिन पट्टी खोलकर हे जिस प्रकार वायु बादलों का नाश करता ह ॥ ३०॥ 
पिच ओर ताप को दूर करने ped aN क्‌ Bd आगन्तुजे मिप्रङनाडीं शद्भेणोत्कृत्य यत्नतः | ३१॥ 
हो घस को जार नाग क न होल पर जान स जम्त्यो्टेनासिवर्णेन तप्रया वा शलाकया | 


प्राप्त हो तव रोपण करे ॥ २०-२२ ॥ 
उत्कवत्यात्ावमागस्तु परिल्लाविणि बुद्धिमान्‌ ॥ १३॥ दददेबथोक्त सतिमांस्त रणं सुसमादितः | 
हि Weg ge कुमिन्नं च विधि कुयोच्छल्यानयनमेव च ॥ ३२॥ 


कारण वा aan दददेद्घुतत्रहेन बा! E 
गन्तुक भगन्दर में नाडी ( arzant) 
Baie शुत्रमण्डलम्‌ ॥ २४॥ बुद्धिमान्‌ वेद्य आगन्तुक भगन्दर में | 
DTT ह माद को शस्र द्वारा यत्नपूर्वक काटकर. जामुन के फळ के समान 


उपनाहा: अवृदाश्च मूत्रक्ञारसमान्वताः | अप्रिवर्ण चळाकायन्त्र अथवा तप्तमछाका से पूर्चक्रयित 
बामनीयौषवेः कार्यो: परियेकाञ्च WaT | विवि के अनुसार उस घण को जळाते। व्रण के अन्दर 


Wye  विदित्वनमल्पत्तावरुगान्वतमू । से cer निकालने का उपाय तथा कृमिनादाक क्रिया 
गतिमन्विष्य can fra खजूरपत्रकम्‌ ॥ २६॥ | ङरे॥ ३१-३२ ॥ 
चन्द्रा Tease च सूचीमुखमवाड्युखम्‌ | प्रत्याख्यायैष चारभ्यो वर्ज्यश्चापि त्रिदोषजः 
छित््वाऽन्निना ददेत्‌ सम्यगेवं क्षारेण वा पुनः ॥ एनत्‌ कर्म समाख्यातं सर्वेपामनुपूर्वशः ॥ ३३ ॥ 
ततः संशोवनेरेवं सृदुपृत्रबिशोधयत्त्‌ ॥ २७॥ यह ( आगन्तुरु मगन्द्र ) saver दै ऐवा que कर 


बुद्धिमान वेद्य परिखावी भगन्दर में aaa को | इसकी चिकित्सा प्रारम्म करे तया eter भगन्दर को 
दे असाध्य समझ कर त्याग ठे। सभी भयन्दरों के लिए 


क्रमश. इस चिकित्सा त्रिचि का वर्णन किया गया हे ॥ ३३॥ 
एषां तु शद्मपतनाद्वेदना यत्र जायते | 
तत्राणुनेलेनोष्शेन परिपेकः प्रशस्यते ॥ ३४॥ 

इनमें Waa के कारण जहाँ Bea उत्पन्न हो वहाँ 
उष्ण अणुतेळ के द्वारा परिपेक करना हितकर (श्रेष्ट) 

होता है ॥ ३४॥ 
चातन्नीषघसम्पूर्णा स्थाली छिद्रशराविकाम्‌ 1 ३५॥ 
स्नेहाभ्यक्तगुदस्तप्तामध्या खीव सवाव्पिकाम्‌ | 
MEM वा$स्याहरेत्‌ स्वेद शयानस्य रुजापह म! 
उष्णोदके5बगाह्यो वा तथा शाम्यति वेदना ॥ ३६॥ 


सुखोष्ण अशुतळ से गुदाचक्र का सेक Stl गोमूत्र तथा 
gras उपनाइ (afer) पुवं प्रलेप लगावे। वमन 
कराने वाळी (saree आदि ) कीयधियों के छाय से थोडा 
परिषेक करे। इसमें जाव तथा पीडा की न्यूनता पुवं कोमलता 
होने पर च्ावमागँ का ( एपणीले ) अन्वेपग करके काच से 
खड्टर के पचे ळी asl का अर्घचन्द्राक्रार, चन्द्रमण्डल 

तुल्य, सूदीसुख अवाङ्चुख चीरा छगावे। दात से चीरा 
ख्याने के बाद दार चा aaa नली भाति पुनः जछावे। 
इसक वाढ प्रथन संत्ोधन उच्यों के द्वारा we संशोधन देकर 
( कोष्ठ की परीक्षा करके ) dren विरेचन का प्रयोग करे ॥ 


विमना” सरवतः ag ole यस्त छ परिस्धावी saz 


सावर | न्उ्ञूरर्ळानदे Ws; यन्य दद Ea पञ्कम्‌, दड 
Srga Bisset Wa य ae लू पज्कन्‌ ; वातघ आषवियों ( भद्रदार्वा दि ) क काय ल पूरण, faz छिदः 
ASS ates पाउबड्रवस्टाना सुखना Pas देडेन पक्चिदयेन- = 

शे . युच्च शराव से ढकी तथा वाष्प से अरी हुई, ag थाळी पर 
भवनि । Sarg ws रळेब्य देन yee, aka 


गुदा में स्नेह लगाकर रोगी को Fae अयवा रोगी को 
सुलाकर वेदना शान्त करने वाले नचाडीस्वेद से स्वेदन करे! 
अधवा उष्ण जळ सें बिठाने से भी den दना की शान्ति होती - 


बहिरन्तमुंखश्थापि शिशोर्चस्थ भगन्दरः | tall | है॥ ३०-३६॥ 


THs च तीदणं च तत्तचस्यावचारवेत्‌॥ २६॥ 


वाळक के वहि चथा Hage भगन्उर में भी विरेचन, 
ofa, सोर चार का प्रयोग द्वानिकर होता = । इसमें 
चु कोर तीच्ग अर्यात्‌ न तो अविक तीचग और न अविक 
ag झायवियों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २८-३३ ॥ 
SMA मधुधुताप्लुतम्‌ | 
अनवर्तिप्रणिहितं sari sad हितम्‌ ॥ 


SSS ARMA बदिं मेघमिवानिल:॥ ३०॥ 


कारवेदुपनादवांत्य शाल्वणादीन्‌ विचक्षण: ॥ ३७ ॥ 
डद्विमान चेध कदलळीसृय ( इहचमविडाठउनों व्यात्राकारो 
eae) लोपाक ( लोमडी ) और प्रियक (अदगरप्राबः चल 
oi da.) के चने को एकत्रित कर उनके द्वारा घुल्टिस बाँधे 
चथा ean ( माँसमिश्रित ) स्वेद करे 1 ३७॥ 
कडत्रिक वचाहिङ्ुलबणान्यथ दीप्यकम्‌ | 
पायथेश्वान्लकांलत्यसुरासांचीरकादिमिः ॥ ३८॥ 


त्रिकटु, वच, हींग, पंचल्वज और अजवायन का चूर्ण 


ph 


Eh 

at 

नी 

a 

ra) 

= 4 

क्री 

शि 

> re 
cf ५ 

uy 

अ ei 5 

ap ? 
1.) 

a 

शा 1] 

म 9 

4 oa} मी) 
a 
EES 


शरंग्यांय ८) 


चिकित्सांस्थानंम्‌ 


४2 


चस्य्च्य्य्य्य्य्य्सय्स्य्स्य्य्य्प्प्स्य्य्स्य्य्स्य्य््य्य्य्स्य्प्स््य्च्च्य््व्च्व्य्व्व्च्प्य्य्सय्स्स्य्स्य्स्य्स्य््स्स्य्स्स््स्स्स्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्स्ल्ल्ज्ि 


कांजी, Fons फाथ, सुरा तथा सौवीरक आदि के साथ 
पिळावे ॥ ३८ tt 
ज्योतिष्मतीलाङ्गलकीश्यामादन्तीत्रिवृत्तिलाः | 
me शताह्वा गोलोमी तिल्बको गिरिकणिका | 
कासीसं काञ्चनक्षीयौं वर्गः शोधन goat ॥ ३६ ॥ 
मालकांगनी, कलिहारी, काला निशोथ, दन्ती, शवेतः 
निशोथ, तिळ, कूठ, साफ, श्वेतदूर्वा, लोध्र, श्रेतपुष्पा अपरा- 
जिता, कासीस, wae और यचतिक्ता यह चर्य ( भगन्दर में ) 
शोधन के लिये उत्तम है ॥ ३९॥ 
त्रिवचिला नागदन्ती मञ्जिष्ठ पयसा सह | 
उत्सादनं भवेदेतत्‌ सेन्धबक्षीद्रसंयुतम्‌ 11 Yo ॥ 
श्वेतनिशोथ, तिळ, दन्ती तथा मजीठ का दूध के साथ, 
सेन्घानमक भीर मधु मिलाकर लेप करने से निम्न घण 
भरता हे ॥ ४० ॥ 


रसाञ्जनं हरिद्रे द्वे मश्िप्टानिम्वपत्लवाः | 
त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीकल्को ;लाडीत्रणापह: ॥ ४१ ॥ 
रसोत, हल्दी, दारुहरुदी, Ashe, नीम का पत्ता, श्‍वेत- 
निशोय, तेजवळ भोर दन्ती का कल्क नाढीब्रण ( Synus ) 
का नाश करता हे ॥ ४१॥ 
कुएं त्रिवृततिला दन्ती मागध्यः Gert मधु | 
रजनी त्रिफला हुरथं हितं स्याद्‌ त्रणशोधनम्‌ ॥४२॥ 
कुष्ठ, श्वेतनिशोथ, तिळ, उन्ती, पिप्पल, सेन्धानमक, 
ag, हरदी, त्रिफडा और तृतिया ब्रणद्ोधन के लिए हितकर 
होते हैं ॥ ४२॥ 
मागध्यो मधुकं रोध्रं कुष्ठमेला हरेणवः॥ ४३॥ 
समङ्गा धातकी चेव सारिवा रजनीद्वयम्‌ | 
प्रियङ्गवः सर्जरसः पद्मक॑ पद्मकेसरम्‌ ॥ 88 ॥ 
सुधा वचा लाङ्गलकी मधूच्छिष्टं ससैन्धवम्‌ | 
एतत्‌ संभृत्य संभारं तेलं धीरो बिपाचयेत्‌॥ ४४॥ 
ute गण्डमालासु सण्डलेष्त्रथ मेहिपु। 
रोपणाथ हिनं तैलं भगन्दरविनारानम्‌ ॥ ४६॥ 
पिष्पळ, मुलेठी, लोध्र, कूठ, इलायची, रेणुकाचीज, मजीठ, 
धाय के कूळ, सारिवा, हरदी, दारुदल्दी फुळम्रिय्, राळ, 
पद्मा, कमलफेशर, सेहुण्ड, वच, कलिहारी, भोम 
सेन्धानमक इन द्रब्यों को पूर्ण रूप से एकत्रित कर इनके 
द्वारा Hie बेच तेल पाक करे। यह तेळ गण्डमाला, 
wes तथा अमेहजन्य बण के रोपण के लिए हितकर एव 
भगन्द्रनादाक दे ॥ ४३-४६ ॥ 
न्यप्रोधादिगणञ्चैव हितः शोधनरोपणे | 
तेलं घृतं वा तत्पकं भगन्दरविनारानम्‌ ॥ ४७॥ 
न्यग्रोधादिगण के दव्य, शोधन-रोपण के लिए हितकर 
तथा इनके कल्क से fee Ge या ga भगन्दरनादाक 
होता हें ॥ ४७॥ 
त्रिवृद्दन्तीहरिद्रा5कंमूलं लोहाश्वमारको |. 


Regan त्रिफला स्नुह्यकंषयसी मधु ॥ ४८॥ 
सधूच्छिष्टसमायुक्तस्तैलमेतेर्विषाचयेत्‌ | 
भगन्द्रबिनाशार्थमेतद्योज्यं विशेषतः ॥ ४६ ॥ 
श्वेत निशोथ, दन्ती, हल्दी, मदार की जड़, लोह (भगर), 
कनेर की जड, fren, त्रिफला, सेहुण्ड का दूध, मदार का 
दूध, मधु और मोम के द्वारा de पाक करे) इस dear 
प्रयोग विशेष रूप से भगन्दर के नाश के लिए करना चाहिए॥ 
चित्रकाकों Raed aad हयमारकम्‌ । 
सुधां बचां लाङ्गलकी सम्रपणं सुबर्चिकाम्‌ ॥ ५०॥ 
ज्योतिष्मतीं च सम्भृत्य तेलं धीरो विपाचयेत्‌ । 
एतद्धि स्यन्दनं तैलं wet दद्याद्वगन्दरे ॥ ४१ ॥ 
शोधनं रोपणं चेव सवर्णकरणं तथा | 
द्वि्रणीयमवेत्तेत त्रणावस्थासु चुडिमान्‌॥ ५२ ॥ 
चित्रक, सदार, खेत निशोथ, पाठा, कठयूळर, कनेर, 
सेहुण्ड, वच, कलिहारी, सतबन, सज्जीखार भौर साळकांगनी 
को एकत्रित कर Stary वेद्य तेळ पाक करे। यह de दोषों 
को बाहर निकालने वाला है । इसका प्रयोग भगन्दर सें प्रचुर 
परिमाण में करना चाहिये । यह त्रण का शोधन रोपण करता 
है एवं घणस्थान को त्वचा का रग प्रदान करता है। gfe 
भान वैद्य घण की दशा के अनुसार द्विवणीय-चिकित्सा में 
पठित विधि का प्रयोग करे ॥ ५०-५२ ॥ 
छिद्रादृध्व हरेदोष्ठमर्शायन्त्रस्य यन्त्रवित्‌ | 
ततो भगन्दरे दद्यादेतदर्धेन्डुसन्निमम्‌॥ ५३ ॥ 
यन्त्र प्रयोग को जानने चाळा वैद्य अर्शयन्त्र के ओए को 
छिद्र से ऊपर पकडकर अर्धचन्टाकार रूप में भगन्दर के 
अन्दर प्रवेश करे ॥ ५३॥ 
व्यायामं मैथुन कोपं प्ृष्ठयान॑ शुरूणि च | 
संबत्सर॑ परिहरेहुपरूढत्रणो नरः॥ ५४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहिताया चिकित्सास्थाने भयन्दरचिकि- 
Rad नाम्रा्मोऽध्याय ॥ ८ ॥ 


ननन 


भगन्दर रण फे भर जाने पर भी रोगी को व्यायाम, सेधुन, 
क्रोध, घोडे आदि की सवारी और भारी भोजन एक वर्षे तक 


और | व्याग देना चाहिये ॥ ५४॥ 


इत्यायुवेद्तच्वसन्दी पिकाया भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥८॥ 
es] 


नवमोऽध्यायः 


अथातः छुष्ठचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः॥ २॥ 
इसके अनन्तर कुष्ट रोग की चिकित्सा-विधि का वर्णन 
किया जा रहा हे, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (gaa 
प्रगति Brett से कहा ॥ १-२ ॥ 
विसुद्धाष्यशनासात्म्यवेगविघातेः स्नेहादीनां चाय- 


४६ 


grea. पापकियया पुराक्रतकर्मयोगाच्च त्वग्दोपा 
भवन्ति ॥ १ ॥ 
विरुद भोजन, अध्यशन, असात्यसेवन, वेगावरोध, 
सेह स्वेट आदि का क्रम विर प्रयोग, पापकर्म तथा पूर्व 
जन्म के कर्मा के फलस्वरूप त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैँ ॥३॥ 
विमर्शः--सयोग, देश, काळ और मात्रा आदिं फे बिरूद 
भोजन करना विरुद्ध भोजन कहलाता है, जैसे मछली और 
दूध का सेवन संयोग विरुद्ध भोजन है। पहले खाये हुप 
अन्न के परिपाक होने से पूर्व ही पुनः भोजन करना अध्यदान 
कहलाता हे । असातय सेवन का तात्पर्य प्रकृति के विरुद 
किसी oad के सेवन से हे । वेगावरोध में मळ, मूत्र आदि 
के चेगो को रोकने की गणना आती Et कुष्ट एक भयङ्कर 
व्याधि है। आयुर्वेद ने मिथ्याहार-विहार क अतिरिक्त पाप 
एवं प्राक्तन कर्म को भी कुष्ठ का कारण माना दे और ऐसा 
मानना आयुर्वेद are की अपनी विशेषता हु । कर्मज व्याधि 
का लकण करते हुए शास्त्रकार feat हँ--'यथाशासत्र तु 
निर्णीतो यवाव्याविश्रिकित्सित । न शम याति यो व्याधिः स धेय 
कर्मजो बुपै ॥ कर्मज व्याधि का नादा भी आचायो ने भोग के 
द्वारा ही माना हे--'कर्मक्षवात्कमझ्ता दोषजा स्वस्वभेपर्ज । 
कर्मटो वोद्भवा यान्ति कर्मदोपक्षयात्‌ क्षयम्‌ !? 
तन्न त्वग्दोपी मांसबसाहुग्वदधितेलकुलत्यमाप- 
निष्पावेक्षुपिप्टविकाराम्लविरुद्धाध्यशनाजीणेविदाह्ममि- 
प्यन्दीनि दिवास्त्रप्नं व्यवायं च परिहरेत्‌ ॥ ४॥ 
त्वचा रोग से पीडित व्यक्ति को मांस, वसा, दूध, दही, 
तेल, कुलथी, उडद, निप्पाच ( राजशिम्वी ), गन्ने के रस से 
बने पदार्थ, fet ( see आाढि ) से बनी चस्तुएँ, अम्छद्रन्य 
विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्णावस्था में भोजन, विदाही 
और अमिप्यन्दि पदार्था का सेवन तथा दिन मे सोना एवं 
मैथुन का परित्याग कर ढेना चाहिये। 
विमर्श--विदाही -दरब्यस्वमावादथ aa चिरेण पाक 
जठराभियोगात्‌ । पित्तप्रकोप विदद्दत्करोति तदन्नपान कथित 
विदाहि ॥ अभिष्यन्दि--पैच्छिल्याद गीरवाद्‌ द्रव्य रुदूध्वा 
रसवहाः सिरा 1 थत्ते यद्‌ गौरव तत्स्यादमिप्यन्डि यथा ढधि ॥ 
ततः शालिपष्टिक्रयवगोघूमकोरदूपश्यामाकोद्दाल- 
कादीननवान्‌ भुज्ञीत सुद्गाढक्योरन्यतरस्य यूपेण 
सूपेन वा निम्ब॒पत्रारुष्करव्यामिश्रेण, मस्डूकपण्येबल्गु- 
जाटरूपकरूपिकापुष्पे: सर्पि-सिद्धैः सर्पपतेलसिद्धेर्वा, 
तिक्ततर्गण वा5मिहितेन; मांससात्म्याय वा | 
मांसममेद्स्क वितरेत्‌, तेल बञ्रकमभ्यङ्गार्थे, आरग्ब- 
घादिकपायमुत्सादनार्थ, पानपरिषेकाबगाहादियु च 
खदिरकपायम्‌ , इत्वेप आद्दाराचारबिभाग' ॥ ५ ॥ 
पुराने झालि, साठी, जी, गेहूँ, कोडव, सावां और अरण्य 
सोडव का भोजन, मुंग था अरहर किसी एकके यूप ( पतली- 
दाळ ) अथवा नीम के पत्ते और मिळावे क सूप ( शाक का 
झोरवा) क साथ करना चाहिये । अथवा मण्डूकपर्णी, (ब्राह्मी 
भेद ), वाकुची, जद्धपा और रूपिका पुष्प ( मदार का फूल ) 
को घृत या सरसों के वे में पाकर अथवा पूर्वकथित 


IIIT III IIIT 


धुश्रुतसंहिता 


[PPL LOLA LDP ALS LE LPL 


तिल at ( पनवाट, बाकुची, पटोळ आदि) के साथ पुराने 
ante आदि का भोजन करना चाहिये । मांसाहारी रोगियों 
को जांगल जीवों का मेदरहित मास भोजन के लिए देना 
चाहिये । मालिश के लिए aan तळ ( सप्तपर्ण, west आदि 
से fie) का प्रयोग करना चाहिये । आरग्वघादि गण के 
कषाय ( चूर्ण कएक-स्वरस आटि ) का प्रयोग घरण के उत्सा- 
ea ( निम्न ब्रण को भरने के लिपु) करना चाहिये। पान, 
परिपेक और ज्ञान में खदिर कपाय का प्रयोग { करना 
चाहिये। (se रोग के लिए) ग्रह आहार (आहार में 
प्रयुक्त होने वारे डन्य और wat का विभाजन ) तथा आचार 
की व्यवस्था है ॥०॥ 


तत्र पूर्वरूपेपूभयतः संशाधनमासेवेत | तत्र त्व- 
७__ YN ~ e 
sama शोधनालेपनानि, शोणितप्राप्ते संशोधनालेप- 
नकपायपानशोणितावसेचनानि, ARAMA शोधना- 
लेपनकपायपानशोणितावसेचनारिष्टमन्थप्राशाः, चतु- 
TRIM याप्यमात्मबतः  संबिधानवतश्च, तत्र 
संशोः | के n शलाजतु 
धनाच्छोणितावसेचनाच्चोध्य भल्लावशिलाजतु- 
घातुमाक्षीकगुस्गुल्वगुरुतुवरकखदिरासनायस्कृतिविधा- 
नमासेवेत, पद्मं नेव चो पक्रमेत्‌ ॥६॥ 
छुष्ट रोग|के Wests दोनों मागा के द्वारा ( चमन 
तथा विरेचन ) सशोधन का प्रयोग करे । त्वचागत ( रस- 
गत ) कष्ट में शोधन द्वव्यों का लेप करे | रक्तगत में सशोधन, 
आलेपन, कपाय्रपान तथा रक्तमोक्षण करे । मांसगत में 
योधन, आलेपन, कपायपान, रक्तमोच्ण, अरिष्ट ( आसव- 
सुरा आदि ), मन्थ ( शीतल जर में औषधि का चूर्ण डाळ 
मथकर बनाया गया पेय ) और a ( अवलेह ) का सेवन 
Ri चतुर्थकर्मग्रणप्राप्त अर्थात्‌ चतुर्थ धातु मेदगत कुछ, 
आत्मवान ( सम्यक्‌ आहाराचार करने वाला) और सविधान” 
युक्त (अभूत उपकरण वाळे) व्यक्ति का याप्य होता है । 
इनमें सशोधन और रक्तमोक्षण के पश्चात्‌ भिलावा, शिला- 
जतु, स्वर्णमाक्तिक, गुग्गुळ, अगर, तुवरक (सो राष्ट्री शृत्तिका), 
खदिर, असन ( विजयसार ) और अयस्कृति विधान ( महा 
कुष्ट अध्याय मे पठित ) का सेवन करना चाहिये । पांचवीं 
अर्थात्‌ अस्थि आदि गत धातुओं के कुष्ट की चिकित्सा असाध्य 
समझकर व्यारा देनी चाहिये ॥ ६॥ 
तत्र श्रथममेव कुट्टिनं स्तेहपानत्रिधानेनोपपाठयेत्‌ | 
मेषश्ङ्गीश्वदंषराशाङ्गेटागुद्घचीदिपञ्चमूलीसिद्ध तेलं 
घृतं वा वातकुष्टिनां पानाभ्यज्गयोरविद्थ्यात्‌+ घवाख- 
कण्णककुभपलाशपिचुमद पर्पटकमघुकरो भसमन्नासिद्ध 
सर्पिः पित्तकुप्ठिनां, प्रियालशालारग्वधनिम्बसप्रपर्ण- 
चित्रकमरिचवचाकुएसिद्ध शलेष्मङुछिनां, भल्लातका- 
भयाविडड्गसिद्धं वा, सर्वेषां तुबरकतेलं भल्लातकतैल 
वेति॥ ७॥ 
कष्ट रोगी की चिकित्सा प्रथम खेहपानविधि ( वमन- 


विरेचन आदि संशोधन के पश्चात्‌) के द्वारा करनी चाहिये । 
मेदासिंगी, गोखरू, काकजंवा, गिलोय और दशमूल से सिद्ध 


अ्भ्यायः ९ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


2s 


rn nr or PRDOAPR POD 


में करना चाहिये 1 धव, अश्वकर्ण (झालव), अजुन, पलादा, 
नीम, पित्तपापडा, झुलेटी, a भौर मजीठ से सिद्ध ga का 
प्रयोग पित्तज ee क रोगी के लिए करना चाहिये । चिरीजी, 
शाल्दत्त, भमलतास, नीम, सत्तवन, चित्रक, मरिच, वच 
चौर कूठ से सिद्ध ( घृत) अथवा भिळावा, eve और विडङ्ग 
से सिद्व ( घृत) का प्रयोग कफज कष्ट में करना चाहिये। 
सभी Sur तुवरक ( सौराष्ट्र ast) से सिद्ध तेळ 
अथवा भल्लातक नेल का प्रयोग किरना चाहिये ॥७॥ 
सप्तपर्णारग्बधातिविपेक्षुरपाठाळडुरोहिर्यम्रतात्रि- 
फलापटोलपिचुमदेपर्पटकदुरालभात्रायमाणामुस्ताच- 
न्डनपझकहरिद्रोपकुल्याविशालामूबीशतावरीसारिवेन्द्र" 
यवाटरूपकपडय़रस्थामधुकभूनिम्वगृष्टिका इति सम- 
भागः कल्कः स्वात ; कल्काबतु्गुण्ण सपिः प्रक्षिप्य 
तदूद्विगुणो घात्रीफलरसस्तच्चतुरगुणा आपस्तदेकध्यं 
समालोड्य विपचेत्‌, एतन्महातिक्तक नाम aft 
कुए्विपमञ्चररक्तपित्तद्वद्रोगोन्मादापस्मारगुल्मपिडका- 


स़ग्द्रगलगण्डगण्डमालाइलीपदपाण्ड्रोगविसपंपाणब्य- 


कण्इपामादीञछमवदिति ॥ 5॥ 

qaqa, अमळतास, अत्तीस, पाठा, कुटकी, गिलोय, 
त्रिफला, wae की पनी नीम, पित्तपापडा, यवासा, 
AMA, नागरमोथा, चन्दन, पद्माख, sett, पिप्पली, 
इन्ट्रायण, मूर्वा, TAA, अनन्वमूळ, इन्द्रयव, AEM, वच, 
ges. चिरायता और विदारीकन्द को समान भाग में लेकर 
कक्क बनाये, कल्क से चौगुना इत और घृत से दुगना 
alae का रम तथा alae के रख से चौगुना जळ लेकर, 
सभी द्वव्पों को एक साथ मिलाकर पकाव । यह महातिक्तक 
नामक घृत कुठ, विषमज्वर, रक्तपित्त, छठोग, उन्माद, 
अपस्मार, !युल्म, पिडका, THIET, गल्गण्ड, गण्डमाला, 
श्लीपढ़, पाण्डुरोग, विसर्प, नपुसकता, कण्हू और पामा आदि 
को दान्त करता दै ॥ ८ ॥ 

त्रिफलापटोलपिचुमन्दाटरूपककडुरोहिणीदुराल- 
भात्रावम,णा* पर्पेटकश्वेतेपा द्विपलिकान्‌ भागाझल- 
द्रोणे प्रक्षिप्प पादावशेष॑ कपरायमादाय कन्कपेष्याणी 
मानि भेघज्ञान्यर्घपलिकानि त्रायमाणामुस्तेन्द्रयवच- 
न्दनकिरातदिक्तानि पिप्पल्यश्चैतानि garet खमा- 
वाप्य विपचेत्‌ ; एवत्तिक्तकं नाम aff: कुष्टविषमज्व- 
रगुल्मार्शोग्रहणीदोषशोफपाण्डरोगविसपंपाण्ड्यशमन- 
मृध्वेजचुगतरोगत्रं चेति 11 ६ ॥ 

त्रिफळा, परवळ की पत्ती, नीम, ETM, कुटकी, यचासा, 
चायमागा और पित्तपापडा ढो दो पळ लेकर एक द्रोण जरू 
में चतुर्थांश अवशेष रहने तक छाथ किया जावे और जाधा 
साघा पळ AMA, नागरमोथा, इन्द्रबव, चन्दन, चिरायता 
सौर पिप्पली पीसकर कल्क वना ( चतुर्थांल अवदि छाथ 
के साथ ) एकर अस्थ घृत का पाक क्रिया जावे । यह तिक्तक 
नामक घृत कुष्ट, विषमञ्वर, गुल्म, अद्रा, अणी दोप, योय, 


क्य क्क 


रोगों का नादा करता हे ॥ ९ ॥ 


अतोऽन्यतमेन घृतेन ख्रिग्वस्तिन्नस्येकां दे तिस्र 
aaa: पञ्च वा सिरा विध्येत्‌} मण्डलाचि चोत्सन्ना- 
न्यवलिखेदभीदणं, प्रच्छवेद्वा, समुट्रफेनशाकगोजी- 
काकोठुम्बरिकापत्रेबोवृष्यालेपयेल्लाक्षासजे रसरसाझ- 
नप्रपुत्नाडावल्युजतेजोबत्यश्वमारकारककुटजारेवतमूलक- 
ल्केमृंत्रपिष्टेः पित्तपिष्टवो, स्प्रजिकातुत्थकासीसविडङ्गाः 
गारधूमचित्रककडुकसुवाहरिद्रासेन्ववकल्केबी, एतान्ये- 
वावाप्य क्षारकल्येन निःखुते पालाशे क्षारे ततो 
विपाच्य फाणितमिव संजातमवताये लेपयेत्‌ , ब्योति- 
प्कफललाक्षामरिचपिप्पलीसुमन.पत्रेवा, हरितालमनः- 
शिलाकक्षीरतिलशिम्रमरिचकल्केवी, स्वर्जिकाकुप्तुत्य- 
कुटजचित्रकविडङ्गमरिचरोधमनःशिलाकल्कैत्री, हरी- 
तकीकरजिकाविडज्नसिद्धाथंकलवणरोचनावल्गुजहरि- 
द्राकल्कैबा ॥ १० ॥ 


इनमें से किसी एक घृत के द्वारा रोगी का स्नेहन कर 
स्वेदन करे और एक, दो, तीन, चार या पाँच शिराओं का 
वेधन करे तथा उभरे हुये मण्डलो को अनेक बार खुरचे या 
पाछ्ठ ल्यावे। ( १) अथवा समुट्रफेन, सिहोर, गोजिह्वा और 
क्ठयूळर आदि के पत्तों से रगड कर, लाख, राळ, रसोन, 
चकवड के वीज, वाकुची, draw, कनेर की जड, सदार, 
कुटज और अमळतास की जड को गोमूत्र या गोपित्त में पीस 
कर लेप लगावे (>?) अथवा सजीखार, तृतिया, कासीस, 
frex, Jean, चित्रक, कुटकी, सेहुण्ड, रदी और सेन्धा- 
नमक के कल्क का लेप करे। (३) इन्हीं ढध्यों को क्षार- 
निर्माण-चियि के अनुसार जळाकर जळ में छान लिया जावे 
और छने हुये पलाशक्षार के साथ पकाया जावे । जव फाणित 
(रात्र) के समान पाक हो जाय, aa उतार कर लेप 
लगाया जावे। (४ ) अथवा भाळकांगनी के फळ, लाख, 
मरिच, पिप्पल और चमेली के पत्ते या (५) हरिताळ, 
मनःश्चिला, मदार का दूध, तिळ, सहिजन के बीज और 
afta के कल्क का लेप करे। (६) अथवा asian, कूठ, 
aftrn, कुडे की ae, चित्रक, Prez, मरिच और मेनशिळ 
के कठक या (७) हरीतकी, करञ्ज, विडङ्ग, पीळी सरसों, 
सेन्धानमक, गोरोचन, वाङ्ची और हरदी के करम ( गोमूत्र 
या गोपित्त में पिला हुआ ) का लेप करे ॥ ५० ॥ 

सर्वे कुष्टापहाः सिद्धा लेपाः सम ्रकीर्विवाः | 
वैशेषिकानवस्तृध्ने दद्वश्चित्रेु मे aM ee i 

समी प्रकार के pot को नष्ट करने वाले सात सिद्ध 
( निश्चित फळ देने वाळे ) लेपो का वर्णन किया गया है। 
इसके आगे ददु और fra सें प्रयोग किये जाने वाले विशेष 
adi को मुझले सुनो ॥ ११ ॥ 

लाक्षाकुष्ठं सर्पपाः श्रीनिकेत 

रात्रिर्व्यांषं चक्तमदेल्य बीजम्‌ | 


कन 


तेल या शत का प्रयोग वातज कष्ट के रोगी के पान और अभ्यङ्ग | पाण्डुरोग, विसर्प और नपुंसकता को दामन तथा उर्ध्वजद्रयत 


४८ 


कृतेकस्थं तक्रपिष्टः प्रलेपो 
दद्दपूक्तो मृलकाद्‌ बीजयुक्त:॥ १२॥ 
छात्र, कूट, सरसों, श्रीनिकेत ( विरोजा ), दन्दी, सोट, 
मरिद, पिप्पछ, wears बीज और मूळी के बीज को 
पुक्साथ Wes में पीसकर उदू पर ठेप छगाना चाहिये WARM 
a € ~ 
निन्वूद्धतं चक्रमद्स्च a 
मिश्षद्‌भूतं केशरं ताच्यशलम | 
frat लेपोऽयं ऋषित्याद्रसन 
or. © = ७ 
दट्रम्तूण नाशयत्वप योगः ॥ १३॥ 
सेन्धानमंक, चञ्चड का चीज, Te, ATEN भौर 
arene (tila) को कथ के रस में पीस कर लेप लगाने 
से ag योग ददू का श्रीत्र नाघ करता द॥ १३ ॥ 
हेमक्षीरी व्याधिधातः शिरीपो 
सर्जो € 
निम्बः सर्जा बत्सकः arta | 
शीत्रं तीच्रा नाशयन्तीह ददरः 
> a 
ख्रानालपाद्रपणे१ प्रयुक्ताः ॥ १४॥ 
स्चर्गचीर o a ¢ yA 4 
1, अमळताय, शिरीप, नीम, राळ, इन्द्रजी आर 
अजकर्ण (regs भेद) का स्नान, लेप तथा उवटन में प्रयोग 
करने से तीच ददु का चीत्र नाद दोता दे ॥ १४ ॥ 
मद्रासंज्ञोदुम्वरीमूलतुल्यं 
द्रा मूलं क्षोदबित्वा मलप्वा: | 
, Nis x e 
fed तोयं पीतमुप्णे सुखोष्णं 
म्फ = ~ a5. © 
प्टाच्छित्रे पुण्डरीके च gate ॥१%॥। 
बडी Fay की जड़ तथा छोटी कव्यूछर की जड 
समान भाग में लेकर कूट छी जावे। इस कळक से सिड 
सुलोप्ण जळ का पान करने से चित्र और पुण्डरीक कुष्ट मे 
Ras पडते दे ॥ १५॥ 
Ae 2 € ५ 
ट्प ad चमे मावङ्कञ वा 
भिन्ने ~ ® 
नें स्फोटे तेलयुक्त प्रलेपः | 
gfe: कीटो राजवृश्लोद्धवेन 
= ~“ 
श्रारणाक्तः श्वित्रमेको निहन्ति ॥ १६॥ | 
चीता या द्वाथी के खाछ को जळाकर तेछ के साथ फूटे 
हुये wie पर छगावे। अमछतास वृक्ष के द्वारा निर्मित 
छार के साथ wae को मिळाकर छगाना शित्रनाद के 
fee श्रष्ट थोग दे ॥ १६ ॥ 
विमर्दो -चूदि- कीटः शस्वादो atin’ cede, “नलिनीरनि 
प्रसिद्ध case धुण्टाखिकेगा स चारग्वपश्टारेण महातो मित्रितः । 
Wag आरस्वर 1 एक 32 । बंगाल से पृतिकीट को “गाँधी 
Ger संज्ञा आछ दे । feet किसी टीकाकार ने “पूतिकीट' के 
नाम से 'खटमळ' का अद्दग किया दे । 
कृष्णस्य सर्पस्य ससी grat 
र avers तंलमथ द्वितीयम्‌ | 
पनत्‌ समस्तं मुदितं प्रलपा- 
C 
च्छत्राणि सरवोण्यपदन्ति शीघ्रम्‌ igen | 


on 


धुशुवसंद्विता 


OOo DDD DDI DIDI PII EPS AS RAR aaa PF FOP LIP PDPE PL PLO LOPS LO PLA PIED PP “यश 


काले साँप को भळी भाँति जळा कर बनाई गई राख 
(काळी राख ) और वहेदे ळे तेळ को मिलाकर लेप लगाने 


क 


से सभी प्रकार ळे faa शीतर नष्ट होते दं ॥ १०॥ 
अध्यर्घतोये सुमतिखुतस्य 
be 
हे क्षारस्य कल्पेन तु ATH: | 
तेलं खत तेन चतुगुणेन 


खित्रापह म्रश्षणमेतदगय्रचम्‌ ॥ १८॥ 
(काठे साँप को जळा कर बनाई गई vad रास्त्र ) डेढ 
गुना जळ में चार निर्माण विधि क अनुसार सात बार भली- 
भाँति छान लिया जावे। इस ज्ञार-जर&को चौगुना लेकर 
इसके द्वारा तेळ-पाक रिया at: fax को नष्ट करने के 
लिये यह उत्तम लेप है ॥ १८ ॥ 
विमर्ण--क्षगस्तपों चदा डस्ममानोडइनिद्ठ”गर्त गच्छति, तदा 
wat ममी चुच्यन, स प्वानिदक्षमानों यदा aed याति तदा 
क्षार उत्युच्यति । ( seen: ) 
घृतेन युक्तं प्रपुनाडबीजं 
: ge च यष्टीमधुकं च पिट्ठा | 
ANA SS ग्रहकुक्कुटाय 
चतुथंभक्ताय बुभुक्षिताच ॥ १६॥ 
तस्योपसंगृह्म च तत्‌ पुरीप- 
सुत्पाचितं सवेत एव लिम्पेत्‌ | 
अभ्यन्तरं मासमिम प्रयोगं 
प्रयोजवेच्छित्रमथो निहन्ति ॥ २०॥ 
चक्चड़ के चीज, कूठ att मुलेटी को पीसकर घृत 
मिळावे, इसे सफेद रंग के घरेछ सुर्य को पुळ दिन भूखा रख 
कर दूसरे दिन संध्या समय ग्मिळावे। इस सुर्गे की विष्टा को 
एकत्रित कर पाक को प्राप्त हुए इष्ट पर चारों ओर लेप करे । 
इस प्रयोगा का व्यवद्दार एक मास तक करने से धात्वन्तरयत 
fan ae होता दै ॥ १९-२० ॥ 
विमर्शः -चतुर्थमक्तायेति । एकाहमुपोषिताय द्वित्रीयेऽ्दनि 
सायं ववडाय आम्यकुक्कुटाय अत्यन्तवुसुक्षिनाच प्रपुक्नाडवीजादिक 
Tiga wag दयाद । ( टहदणः ) 
थारे सुदग्बे गजगण्डजे हु 


गजस्य मूत्रेण बहुछुते च | 
द्रोणप्रमाणे दश मागयुक्त 

दत्वा पचेदू बीजमत्रल्युजस्य 1 २१॥ 
एतद्यदा चिक्कणतामुपेति 

वदा समस्तं शुटिका विदध्यात्‌ | 
Pas प्रलिम्पेदथ संग्रघृष्य 


तया त्रजेदाद्यु सवर्णभावम्‌ ॥ २२॥ 
गजलेग्डल ( जळपिप्पळी ) को भळी-भाँति जळा कर 
चार बनावे और उसे हाथी के मूत्र में घोळ कर अनेक वार 


| छाने । पक द्रोण परिमाण सें इस छार जळ को छेकर, इसमें 


वाकुची चीज दसवाँ भाय मिठाचे और पाक 


{ क करे। जव इसमें 
चिकनापन आ जाय अयात्‌ पाक गाढ़ा हो जाय तव सबकी 


अध्यायः $ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


8६ 


EET PPL OLE EAL LSTA DEES EEE ERT mp ५० न 


गोलियाँ बना ले । श्रित्र को भली-माँति विस कर इस गोळी 
का लेप करने से उस स्थान की त्वचा का रंग, शरीर के अन्य 
भाग की त्वचा के समान शीघ्र हो जाता हे ॥२१-२२॥ 
विमशः--गजलेण्ड गजनण्डीरक , नदीपिप्पलिकेत्यन्ये । 
गजलेण्डकक्षार इत्यन्ये पठन्ति नद्ध न पठनीयं, तन्त्रान्तरविरोधात्‌ | 
कपायकल्पेन सुभावितां तु 
जलं त्वचा चूतहरीतकीनाम । 
तां ताम्रदीपे प्रणिधाय घीमान्‌ 
वर्ति वटश्वीरसुभाबितां तु ॥ २३॥ 
आदीप्य त्ातमसीं गृहीत्वा 
तां चापि पथ्याऽम्भसि भावयित्वा | 
संप्रच्छितं तद्रहुशाः किलासं 
तैलेन सिक्तं कटुना प्रयाति ॥ २४ ॥ 
कपाय-निर्माण-विधि के अनुसार भाम और हरीतकी के 
वृक्ष की छाल का काथ बनावे | afar वैद्य इस काथ तथा 
वरगद के दूध से रूई की वत्ती को भली-भाति भावित करे 
(fama) और उसे ( कटुतेळ में भिगो कर) ताम्ते के 
दीपक में रखकर जळावे। ais जलने) से जो काजळ 
एकत्रित हो उसमें हरीतकी-काथ की भावना दे तथा कटु- 
तेल से किलास कष्ट का सिंचन कर उस पर अनेक वार लेप 
करे । इस म्रयोग से किलास ङुष्ट नष्ट होता हे ॥ २३-२४॥ 
विमरा:--चूतदरीतकीना त्वच दित्त्वा कपायकल्पेन काथ- 
कल्पनया यस्मलीयक्ाथस्तेन उमाविता पिचुवर्ति कडतेळेन सिक्त्वा 
तां तात्रदोपे प्रणिवाय स्थापयित्वा, आदोप्य प्रज्वाल्व, तज्जातमसीं 
Wen ततो वरक्षीरसुभाविता aa, ततस्तामेव पथ्याकायेन 
भावयित्वा, कडना तलेन fren, किलाश aga: सम्न्रक्षितं सत्‌ 
अर्थात्‌ ठेपितमपयाति ) अयं योगोइन्यत्राप्युक्त--“पथ्याम्रत्वक्‌ 
कषायेग पिचुवर्तिः छुभाविता | कडतेळयुते तात्रपात्रे प्रज्वाल्येत्तत' ॥ 
मसी तत्र वद्क्षीरपथ्याक्रायेन भावयेत्‌। ad ager तेन 
Prt प्रणय्यति ।? गयदासस्तु 'वर्ति पटवति पूर्व वटक्षीरेण भावयेत्‌ 
ततः कडीलेन? इति व्यास्यानवति । ‘aa सिक्त कचा समस्त 
माळेपयेदेवसुपेति छान्तिस्‌? इति केचित पठन्ति । ( डरहणः ) 
आवल्युजं बीजमग्रचं नदीजं 
काकाह्नोहुम्बरी या च लाक्षा | 
लौहं चूर्णे मागधी ताच्येरीलं 
तुल्याः कार्यो: कृष्णबर्णास्विलाञ्च NWI 
afa कृत्वा तां vat पित्तपिष्टां 
लेपः कार्य श्रित्रिणां खित्रह्मरी | 
लेपात्‌ पिच शेखिनं श्वित्रहारि 
हीवेरं वा दग्धमेतेन युक्तम्‌ ॥ २६ Ul 
qgidia, उत्तम स्वर्णमाक्षिक, कठगूलर, लाख, 
लोहचूर्ण, पिप्पली, रसोत और सवके वरावर काळा तिळ 
लेकर गौ के पित्त से पीसकर बत्ती बनावे तथा Pea पर लेप 
करे । यह लेप faa रोग से पीडित रोगियों के fra रोग को 
नष्ट करने TSS | अथवा सुगन्धवाला को जलाकर मोर के 
पित्त से पीसकर fra पर लेप करे। यह भी श्रित्रको नष्ट 
करने के लिए उत्तम योग हे ॥ २५-२६॥ 


७ go चि० 


तुत्थालकद्काव्योपसिहाकहयमारकाः | 
कुठावल्गुजभल्लातक्षीरिणीसर्पपा: स्नुही । २७॥ 
तिल्वकारिष्टपीळूनां पत्राण्यारग्वघस्य च || 
बीजं विडङ्गाश्वहन्त्रोहरिठ्रे बृहती्यम्‌ । 
आभ्यां श्वित्राणि योगाभ्यां लेपान्नश्यन्त्यशेषतः ॥२८॥ 
(3) तूतिया, हरिताळ, कुटकी, diz, मरिच, पिप्पली, 
सिंह (ure सहिजन या agar), मदार, कनेर की जड, 
कूठ, wea, भिलावा, get, सरसों और सेहुण्ड तथा 
(२) रोघ, नीम, पीळ, अमळतास के पत्ते, Rez, कनेर के 
वीज, हल्दी, दारुहद्दी, वडी कटेरी और छोरी करेरी इन दो 
योगों का लेप ल्याने से चित्र सम्पूर्ण रूप से नष्ट होता है ॥ 
वायसीफल्गुतिकानां शातं दत्त्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२६॥ 
~ त्रिफला्याढकं 
द्वे लोहरजसः प्रस्थे ञ्याढकं तथा | 
दविद्रोणेऽपां पचेद्यावद्भागौ ट्वावसनादपि ॥ ३०॥ 
शिष्टी च विपचेदूभूय एतैः शलदणप्रपेपितेः | 
कल्कैरिन्द्रयवव्योषत्वग्दारुचतुरङ्कुलैः ॥ ३१॥ 
पारावतपदीदन्तीबाङुचीकेशराह्यैः | 
कण्टकार्या च तत्पक्कं घृतं कुष्ठिपु योजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
दोषधात्वाश्रितं पानादभ्यज्ञात्त्वगतं तथा | 
pay a ge नाम्ना नीलं नियच्छति ॥1३१॥ 
वायसी ( काकतिक्ता या काकमाची ), wey (कठ्यूलर 
और कुटकी पथक २ सौ २ प्रस्थ, ae २ क मिर्जा 
३ आढक, तथा विजयसार २ प्रस्थ, इन द्वब्यों को तीन होण 
जळ में दो भाग छाथ aaa रहने तक THe! पुनः 
अवशिष्ट काथ में इन्द्रजौ, साठ, मरिच, पिप्पली, दालचीनी, 
देवदारु, अमळतास, काकजघा, edt, वाकुची, नागकेशर 
और बढ़ी करेरी का महीन पिसा हुआ कल्क मिलाकर ga 
पाक करके कुछरोगियों के लिए प्रयोग करे । इस घृत के पीने 
से धातुओं में स्थित तथा अभ्यङ्ग से त्वचायत दोप नष्ट होते 
हँ । यही नील धत मलुप्यों के असाध्य gu st भी नष्ट 
करता है ॥ २७-३३ ॥ 
त्रिफलात्वक त्रिकटुकं सुरसा मदयन्तिका | 
TANGA तुलां कुयौत्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ३४ ॥ 
काकमाच्यर्कवरुणद्न्तीकुटजचित्रकात्‌ | 
दार्वीनिदिग्धिकाभ्यां तु एथग्दशपलं तथा ॥ ३५॥ 
त्रिद्रोणे$पां पचेद्यावत्‌ पदश्रस्थं परिशोपितम्‌ | 
शकूद्रसदविक्षीरमूत्राणां प्रथगाढकमू ॥ ३६॥ 
तद्ठद्घृतस्य तत्साध्य भूनिस्बव्योषचित्रक्रः | 
करश्षफलनीलिकाश्यामावल्गुजपीलुमिः ॥ ३७॥ 
नीलिनीनिम्बकुसुमेः सिद्धं gored घृतम | 
म्रक्षणादज्ठसावण्य शित्रिणां जनयेन्नुणाम्‌ ॥ 
भगन्दरं कुमीनर्शा महानीलं नियच्छति ॥ ३८ ॥ 
हरड, बहेडा तथा आंवले का fer, सोंठ, मरिच, 
पिप्पली, तुळसी, मेंहदी, मकोय औरअमलतास मत्मेक एक २ 
तुला, मकोय, मदार, वरुण, दन्ती, Fea, चित्रक, दारदरदी 
और वडी कटेरी gaa २ दृश २ पळ, इन द्वव्यों को तीन द्रोण 


yo 


ere 


बुश्रुतसंदिता 


क I SS 
जल में ६ प्रस्थ काथ अवशेप रहने तक पकाये । इस अवशिष्ट | चपे में दो वार रक्तमोक्षण करना चाहिए तथा तीन २ दिन 
छाथ में गोवर का रस, दही, दूध, गोमूत्र और गोषत एथक्‌- | पर नस्य देना चाहिये॥ ४३॥ 


पृथक एक २ आढक मिलाकर, चिरायता, सोंठ, मरिच, 
पिप्पली, चित्रक, करक्षवीज, नीलिका (नीळ), काला निशोथ, 
वाकुची, पील, नीलिनी (नीळ) और नीम के फूल के 
कल्क के साथ घृत पाक किया जावे। यह घत ङुष्टनाशक 
होता है। इस छत की मालिश करने से श्वित्रप्रस्त मलुष्यों 
की त्वचा में सवर्णता ( अन्य स्वस्थ स्थान की त्वचा के तुल्य 
चर्ण का होना ) आती हे । यह महानील घृत भगन्दर, कृमि 
और अर्श रोग को नष्ट करता हे ॥ ३४-३८ ॥ 
मूत्रं गव्यं चित्रकव्योपयुक्त 
सपिःछुम्भे चोद्रयुक्त स्थितं हि | 
पक्षादूध्वे खित्रिभिः पेयमेतत्‌ 
कुर्योच्चास्मिन्‌ कुष्ठदिष्टं विधानम्‌ ॥ ३६॥ 
waa में चित्रक, सोंड, मरिच, पिप्पली और मधु मिला 
उसे घी के भाण्ड में बन्द रख कर पन्दह दिन के पश्चात्‌ श्रिन्न 
के रोगियों को पीना चाहिए।भोर कुष्ट रोग के लिये बतलाये 
गये नियमों का पालन करना चाहिए॥ ३९॥ 
पूतीकाकेखुडनरेन्द्रहुमाणां 
मूत्र. पिष्टाः पल्लवाः सौमनाश्च | 
लेपः Pat इन्ति दबूघेणांद्य 
दुष्टान्यशीस्येप नाडीब्रणांश्च ॥ ४० ॥ 


AA, मदार, सेहुण्ड, f it x 
के पत्ता को ae के ae eee मेडी 


ददु, घण, दूपित अशं और नाडीबण नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ 
अस्मादृध्य॑ निःखुते दुष्टरके 
५ जातप्राणं सर्पिषा aefrar | 
तीचणेयगिश्छुदेयित्वा प्रगाढ 
पश्चादोप निह॑रेघाप्रमत्तः ॥ ४१ ॥ 
इसके वाद दूपित रक्त निकळ जाने पर, झक्तिकास 
होने के पश्चात्‌, धी से स्नेहन करके तीचण ait के द्वारा 
eo करावे, फिर सावधानी से दोपों को 


दुचोन्तो बा दुर्बिरिक्तो$पि बा स्यात्‌ 
gut दोषेरुद्धतेव्योपतदेहः | 
निःसन्द्ग्घं यात्यसाध्यत्वसाशु 
तस्मात्‌ कृत्खानिर्हर त्तस्य दोषान्‌ ॥ ४२॥ 
वमन अथवा विरेचन यथाक्रम न होने से प्रकुपित हुए 
दोप कुष्ठरोगी के शरीर में फेल जाते हैं और शीघ्र द्दी 


निस्सन्देह उसे असाध्य वना देते : 
दोषों को चाहर निकाळना a हैं, इसलिए रोगी के सम्पूर्ण 


पक्षात पक्षाच्छदेनान्यभ्युपेयाद 
भासान्मासात्‌ रसनं चापि देयम्‌ | 
खाव्यं रक्तं चतसरे हि द्विरल्प 
नस्य दाश्च त्रिरात्राक्षिरात्रात्‌॥ ४३॥ 
कष्ट में दोप'शोधन का कम-कुष्टरोगी को पन्द्रह दिन के 
पश्चाद्‌ वमन और पुक २ मास के वाद्‌ विरेचन देना 'चाहिये। 


पथ्या व्योप सेश्लुजात सतेलं 
लीढवा शीघ्र झुच्यते कुष्ठरोगात्‌ | 
घात्रीपथ्याक्षोपकुल्याविडज्ञान्‌ 
क्षौद्राज्याभ्यामेकतो वाऽत्रलिह्यात्‌ ॥ ४४॥ 
पीत्वा मासं वा पलांशां हरिद्रां 
ूत्रेणान्तं पापरोगस्य गच्छेत्‌ | 
एवं पेयश्चित्रकः ऋदणपिष्टः 
पिप्पल्यो वा पूर्ववन्सूत्रयुक्ताः ॥ ४५॥ 
कुष्ठ मे कतिपय योग-हरीतकी, diz, मरिच, पिप्पली, 
गुड और तेल मिलाकर चारने से कुष्टरोग से रोगी शीघ्र 
मुक्त दो जाता है, अथवा थाँवळा, हरड, वहेडा, पिप्पली और 
विडद्द को मधु तथा घृत किसी पुक के साथ चारने से कुष्ठरोग 
से सुक्त होता हे । अथवा एक पळ हल्दी गोमूत्र के साथ 
एक मास तक सेवन करने से रोगी कुष्टरोग से सुक्त होता 
है। इसी प्रकार चित्रक अथवा पिप्पली को महीन पीसकर 


(हल्दी की भाति एक पल प्रमाण मे) गोमूत्र के साथ 
सेवन करे ॥ ४४-४५ ॥ 


विभर्शः--तेल और gs का सेवन कुएरोग में अहितकर 
है, किन्तु उपयुक्त योग में तेळ तथा गुड के सेवन का विधान 
चतळाया गया है । इसका कारण द्रव्यो का परस्पर सयोग 


हे। हरीतकी भौर fags सयोग से शुड तथा तेल का 
सेवन कुष्ठनादक वन जाता है । दन्यो में एक दूसरे के संयोग 


से गुणान्तर की उत्पत्ति होती है । दृष्टान्त स्वरूप हल्दी और 
चूना को ले लीजिए, हल्दी पीली हे और चूना सफेद, किन्तु 
जव दोनों का सम्मिश्रण होता है तच रक्तवर्ण की सृष्टि हो 
जाती है। seen ने इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में 
किया है--तैलशुडयो' ङुएकारित्वेऽपि हरीतकीत्रिकडसंयुक्तयोः 
कु्ठद्दारित्वम्‌, सयोगशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌' | 
aaa मासमात्र च पेयं 
asa देहमालेपयेश्च | 
आरिष्टी त्वक्‌ साप्तपर्णी च तुल्या 
लाक्षा सुस्त पद्चमूल्यो हरिद्रे ।। ९६॥ 
मञ्जिष्ठाक्षौ वासको देवदारु 
पथ्यावद्दी च्योपधात्री freq: | 
सामान्यांश योजयित्वा विडङ्ग 
AT कृत्वा तत्पलोन्मानमश्रन्‌॥ 8७॥ 
कुष्ठाजन्तुरमुच्यते त्रेफलं वा 
afagict व्योपयुक्त च ge | 
गोमूत्राम्बुद्रोणसिद्धेऽक्षपीडे 
सिद्ध सर्पिनोशयेक्चापि कुष्ठम्‌ i ४८ ॥ 
आरमग्वधे सप्तपण पटोले 
सबृक्षके नक्तमाले सनिम्बे | 
जीण पक्क तद्धरिद्राद्येन 
हन्यातू कुएं सुष्कके चावि सर्पि; ॥ ४६ ॥ 


Song: ९ ] 
इसी प्रकार गुऊ मास तक गोमुत्र के साथ रसोत पीना 
चाहिये और शरीर में उसका लेप लगाना चाहिये । नीम की 
छाल, सतचन, SIA, नागरमोथा, दशमूल, हल्दी, दारुहरदी, 
मजीठ, चहेडा, भट्ट सा, देवदारु, हरड, चित्रक, सॉठ, alta, 
पिप्पली, alaer और frex, इन द्वव्यों के बरायर Prez 
मिलाकर चूर्ण बनावे! एक पल की मात्रा में (गोसूत्र के 
साथ एक मास तक ) इस चूर्ण का सेवन करने से रोगी 
इष्ट से मुक्त होता हे । अथवा एक द्रोण त्रिफलाघृत त्रिकटु- 
चूर्ण मिलाकर सेवन करने से रोगी कुष्ट से मुक्त होताहे | एक 
द्रोण गोमूत्र के द्वारा अक्षपीड ( यवतिक्ता या कालमेघ ) 
कल्क से सिद्ध घृत Fe को नष्ट करता है। अमळतास, 
सतवन, परवळ की पत्ती, ङुटज, करभ, नीम, हद्दी, 
दारुहरदी भर झुप्कक (मोखा या पाढळ) के करक से 
सिद्ध पुराण धृत कुष्ट का नाश करता है ॥ ४६-२९ ॥ 
रोध्रारिष्टं पद्मकं रक्तसारः 
सप्ताह्माक्षी वृक्षको बीजकक्च | 
MEAT: AT दह्ममानस्य जन्तोः 
पेया वा स्यात्‌ क्षीद्रयुक्ता त्रिभण्डी ॥ ५०॥ 
दाहयुक्त कष्टी के लिये स्रानश्रग्रोग--लोध, नीम, 
पद्माख, पतंग, सत्तपर्ण, कुटज और विजग्रसार के छाय से 
( पडद्वोदक कपना से सिद्ध ) अत्यधिक दाह वाले कृष्टरोगी 
को (पित्तड़ी भधिकता के कारण) ज्ञान करावे अथवा 
निशोथ का चूर्ण मड मिछाकर चटावे ॥ ५०॥ 
खादेत्‌ कुष्ठी मांसशा(पा!ते पुराणान्‌, 
सुहान, a 
टान्‌, सिद्धान्निम्यतोये सतेलान | 
निम्बक्कार्थ जातसत्त्रः पिवेद्वा 
काथं बाऽकोलर्कसप्नच्छदानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्रिमि पड़े हुये shi की चिकित्सा--मांस के सडकर 
गिरने पर ( गलित ev में कृष्टरोगी को नीम के छाथ से 
सिद्ध तेळयुक्त पुराने मूग का आहार करना चाहिये! 
अथवा कृमियुक्त कृष्ट चाळा रोगी नीम का छाथ या लाळ 
तथा सफेद फूल के मदार एवं सत्तपर्ण का क्राथ पान करे ॥ 
जग्धेष्तन्गेप्वश्वमारस्य मूलं 
लेपो युक्तः स्याद्विङङ्गैः समूत्रेः | 
Wad सेचयेङ्गोजयेच् si 
सर्वाहारान्‌ संप्रयुक्तान्‌ Pres: ॥ ५२ ॥ 
कृमियों से खाये हुए agi पर कनेर की जड तथा विढड्ग 
को गोमूत्र में पीसकर लेप करे । गोमूत्र से रोगी का परिपेक 
करे तथा सभी प्रकार के onan मे विडङ्ग मिलाकर 
भोजन करावे ॥ ५२ ॥ 
क Cs 
are वा सार्षपं वा क्षतेयु 
क्षेप्य॑ Ais ¢ 
नेप्यं तेलं शिय्नकोशात्रयोवी | 
eo 6 a’ सतिक्त 
पक्क सबंध BOT सतिक्तः 
शेपं च स्यादूदुष्बत्‌ सबिघानमू ॥ ४३॥ 


AND 
करञ्ज, सरसों, सहिनन या stam (छुट आम का 
dra) का तेल ait पर रगाचे। अथवा कटु, उप्ण ( मरि 
चादि) और Pra ( नीम आदि ) हव्यों के छाथ में करज 


चिकित्सास्थानम्‌ 


oe SSS ४४४४० eI AUN IN 


ue 


ve 


आदि सभी rete तेळ का पाक करके घण पर लगावे, 
शेष चिकित्सा दूपित घण की भांति करे ॥ ५३॥ 


सप्तपणकरज्लाकंमालतीकरवीरजम्‌ | 

स्व॒द्दीशिरीपयोमेल चित्रकास्फोतयोरपि ॥ ५४ ॥ 

विपलाइलवजास्यकासीसालमन:शित्ाः | 

Rags त्रिकटु त्रिफलां रजनीद्वयम्‌ ॥ ५५ ।। 

सिद्धार्थकान्‌ विडङ्गानि प्रपुन्नाड च संहरेत्‌ । 

ब्र पचेदेते 8 

मृत्रपिष्ट: पचेदेतस्तेल कुछविनाशनमू | 

एतद्बञ्रकमभ्यन्नान्नाडीदुष्त्रणापहम्‌ ॥ ५६ ॥ 

चञ्रक तेळ-सप्तपर्ण, कर्ष, AER, चमेली, कनेर, 
सेहुण्ड, शिरीप, चित्रक और अपराजिता की जड, वत्सनाभ- 
विष, कलिहारी, ae ( वञ्रास्यो द्वितीयसेहुण्ड , अश्न वा), 
कासीस, qafae, करञ्जवीज, diz, मरिच, पिप्पली, हरड, 
यहेड़ा, आवळला, हल्दी, दारुहदढी, पीलीसरसो, fex तथा 
चकत्रड के बीज, इन हव्यों को एकत्रित कर गोमूत्र से पीस 
कर कल्क बनावे एवं इनके द्वारा ङुएनाशक तेल का पाक 


करे । इस चज्रक तेल की मालिश करने से नाडीब्रग और 
दूषित बण नष्ट होते ह ॥ ५४-५६ ॥ 


सिद्धार्थकः कर्ज हो दे हरिद्रे रसाञ्जनम्‌ ॥५७॥ 
कुटजश्च श्रपुन्नाडसप्तपर्णा सृगादनी | 
लाच्षा सर्जरसोऽकश्र सास्फोतारग्बधी स्नुही ULSI 
शिरीपस्तुवराख्यस्ठु कुटजारुष्करो वचा | 
कुएं कृमित्रं म्जि्टा लाङ्गली चित्रकं तथा ॥९६॥ 
मालती कटुतुम्बी च गन्धाह्वा मूलकं तथा | 
सेन्धवं करवीरश्च ग्रहधूमं fad तथा ॥६०॥ 
कम्पिल्ञकं ससिन्दूरं तेजोहातुस्थकाहृये | 
समभागानि सर्वाणि कल्कपेष्याणि कारयेत्‌ ॥६१॥ 
गोमून्रं द्विगुणं दुद्यात्तिलतेलाइतु्गुणम्‌ | 
कारञ्जं वा महावीर्य सापंपं बा महारुणम्‌ Ne 
अभ्यङ्गात्‌ सर्वेकुछानि गण्डमालाभमगन्दरान्‌ | 
नाड़ीदुष्टत्रणाब्‌ घोरान्‌ नाशयेन्नात्र संशयः | 
महावजञकमित्येतन्नान्ना तैलं महागुणम्‌ NGA 
महावञ्रक तैछ-पीळी सरसो, कर्ष, पूतिकरअ, हरदी, 
दारुहर्दी, Tata, FEA, चकवड, AAW, इन्द्रायण, लाख, 
राळ) सदार, अपराजिता, अमळतास, सेहुण्ड, शिरीष, 
सौराष्ट्रद्धत्तिका, कुटज, मिळावा, वच, कूठ, विडङ्ग, मजीठ, 
कलिहारी, चित्रक, चमेली, कडुई get, कपूरकचरी, मूली, 
सेन्धानमक, कनेर, गृहधूम, वत्सनाभविष, कवीला, सिन्दूर; 
तेजवळ, तूतिया इन द्रव्यो को समान भाग में लेकर, पीस 
कर कर्क घनावे | कलक से दुयुना गोमूत्र भौर चौशुचा तिळ" 
तैल या महावलशाली करक्ष तैळ अथवा अत्यन्त युणवानू 
सरसो का तेल लेकर de पाक करे। इस तेल की मालिश 
करने से अत्यन्त भयकर सब प्रकार के कुछ, गण्डमाला, 
भगन्दर, नाढीबण और दूपित an निस्सन्देह नष्ट होते हैं। 
महावज्ञक नामक यह तेल महान्‌ YOM है ॥ ५७-६३ ॥ 
पित्तावापैमूतपिटटस्तैलं लाक्षादिकेः इतम्‌ ॥६8॥ 


५२ 


सुश्वंतरसाददता वी 


TPT SAR 


सप्ताहं कडुकालव्या निदधीत चिकित्सकः | 
पीतवन्तं ततो मात्रा तेनाभ्यक्तं च मानवम्‌ ॥६५॥ 
शाययेदातपे तस्य दोपा गच्छन्ति सबशः | 
लाक्षादिक तैछ-लाहादि गण (लाक्षा, सर्जरस, रसाअन 
आदि ) की औषधियों को गोमूत्र में पीस कर कल्क बनावे 
और गोपित्त का प्रक्षेप डालकर तेळ पाक at चिकित्सक 
इस तैल को पक सप्ताह कडुई तुम्वी में रखे। रोगी को 
मात्राचुसार तैल पिळा कर इसी तेळ की मालिश करावे, 
रोगी को धूप में सुळावे । इस प्रकार रोगी के दोप चारों ओर 
से निकल ज्ञाते ह ॥ ६४-६५ ॥ 
खुतदोप समुत्थाप्य खातं खदिरवारिणा ॥६६॥ 
यवागूं पायेदेनं साधितां खदिराम्बुना | 
खदिरादि यवागू-दोपों के चाहर निकल जाने पर रोगी 
को उठा कर खैर के छाथ से स्नान करावे ( खान किए 
हुए रोगी को ) खेर के छाथ से सिद्ध यवागू पिळावे ॥ ६६॥ 
एब सशोधने वर्ग gears NGS 
कुर्यात्तेलानि सर्पीपि प्रदेहोद्वपेणानि च! 
प्रातः प्रातश्च सेवेत योगानवैरेचनाञ्‌ शुभान्‌। 
पञ्च पद सप्त चाष्टौ वा यैरुत्थान न गच्छति ESI 
प्रदेह, उद्धपंग तथा विरेचन में de ga की उपयोगिता- 
इसी प्रकार सशोधन वर्ग और gun औषधियों के कएक के 
साथ ae और घृत का पाक करके लेप छगावे तथा मालिश 
करे। प्रतिदिन प्रात" काळ कल्याणकारक रेचक योगों का 
सेवन करके पाँच, छु, सात या आठ रेचन करे, जिसमें दोष. 
प्रकोप पुनः न हो ॥ ६७-६८ ॥ 
कारभ वा पिवेन्मृत्रं जीणे तरक्षीरभोजनम्‌ | 
जातसत्त्वानि कुष्ठानि ara’ पडभिरपोहति ॥६६॥ 
ऊँटनी के मूत्र का योग-अथवा ऊॅटनी के'मत्र का पान करे 
और उसका पाचन हो जाने पर केवळ दुग्धाहार करे। इस 
क्रिया के द्वारा shia कुष्ट छे मास में नए हो जाता है॥६९॥ 
दिटटझुरन्त कुछस्य खदिर कु्ठपीडितः | 
wat प्रयुञ्जीत ख्नानपानाशनादिषु॥ ७० ॥ 
कष्ट मं खदिर योग की प्रशसा--कछुछ रोग का नादा देखने 
की इच्छा चाले कुष्ट से पीडित व्यक्ति को, खान, पान और 
आहार में सघेत्र खेर का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७० ॥ 
यथा हन्ति वृद्धत्वात्‌ कुछमातुरमोजसा | 
तथा हन्त्युपयुक्तस्लु खदिरः कुष्ठमोजसा ॥ ऽ१॥ 
जिस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुआ कुष्ट अपनी शक्ति से 
रोगी का अन्त कर देता हे, उसी प्रकार प्रयोग में छाया गया 


सर अपनी शक्ति ( वीय, प्रभाव) से कुष्ठ रोग का नाश 
करता हे ॥ ७१॥ 


नीचरोमनख श्रान्तो हिताऱ्योषघतत्पर: | 
योपिन्मांससुरावर्जी कुष्टी कुष्ठमपोहति ॥ ७२॥ 


इति सुश्रुतसहितायां चिकित्सास्थाने कुउचिकित्सित 
चाम नवमोऽध्यायः 1 & ॥ 


कुछियों का पथ्यापथ्य--करे हुए केशा तथा नख चाळा, 
विश्राम करने वाळा, हितकर भोजन एवं औषधि के सेवन में 
लगा हुआ, खरी, मांस और सुरा को त्यागने वाळा कुष्ठरोगी 
कुष्ठ से सुक्त हो जाता हे ॥ ७२॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकाया भापाटीकाया नवमोऽव्यायः॥९॥ 


——— ff 
दत्रामोऽध्यायः 


अथातो महाकुएचिकित्सितं व्याख्यास्यामः UU 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥ २॥ 
महाकुछ चिकित्सा का उपक्रम-इसके अनन्तर महाइष्ठ 
की चिकिस्साःविधि का वर्णन क्या जा रहा हे, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (gaa safer शिप्यों से) कहा ॥१-२॥ 
guy मेहेपु कफामयेघु 
स्वोद्शशोफेपु च दारुणेपु | 
कृशत्वमिच्छत्सु च मेदुरेयु 
योगानिसानग्र्यमतिविदध्यात्‌ ॥ ३॥ 
भयङ्कर कष्ट, मेह और कफरोग तथा सर्वाङ्शोथ एवं कृश 
(gies) होने की इच्छा चाले मेदस्वी व्यक्तियों के लिए, 
कुद्ाग्रुद्धि वंद्य इन (अधोलिखित) योगों का प्रयोग करे ॥३॥ 
- Star यबान्निष्पूतान्‌ रात्री गोमूत्रपर्युषितान्‌ 
सहति किलिञ्ने शोषयेत्‌ , एवं सप्नरात्रं भावयेच्छोषयेच्च, 
ततस्तान्‌ कपालश्चष्टान्‌ MEL कारयित्वा, प्रातः प्रातरेव 
कुछिनं प्रमेहिण बा शालसारादिकपायेण कण्टकिवृक्ष- 
कपायेण बा पाययेद्भज्ञातकप्रपु्ञाडाबल्गुजार्कचित्रक- 
विडन्नमुस्तचूणेचतुभोगयुक्तान्‌ | 
कुष्ठ में यवकल्प--कूटे हुए जो की get साफ करके, 
रात्रि में गोमन्न में मिगो कर, ( दिन में ) वॉल के बड़े टोकरे 
में सुखावे। इस प्रकार सात दिन गोमूत्र में भिगोवे और 
सुखावे । फिर इन्हें ( भडभूजे के) ठीकरे में श्ुनवा कर सत्तू 
चनावे और प्रतिदिन आत. काळ कुष्ट तथा प्रमेह वाले व्यक्ति 
को शाळसाराद्गिण या काटे वाले get ( खदिर, वेर, 
इरिमेद, सेहुण्ड आदि) के काथ में भिलावा, चकवड के 
वीज, वाकुची, मदार, चित्रक, fer और नागरमोथा का 
चूणे चतुर्था मिला कर पिछाबे । 
एबमेव शालसारादिकिपायपरिपीतानासारग्बधा- 
दिकिपायपरिपीतानां वा गवाश्वाशऋद्भुतानां वा यनां 
शंक्तून्‌ कारयित्वा भल्लातकादीना चूर्णान्याबाप्य ale 
राशननिम्बराजवृक्षरोहीतकगुडूचीनामन्यतमस्य कषा- 
येण शार्करामधुमधुरेण द्वाक्षायुक्ते। दाडिमामलक- 
वेतसाम्लेन सेन्घवलबणान्वितेन पाययेत्‌; एप स्व 
सन्थकल्पः | ४ ॥ 
इसी प्रकार शालसारादिगण या आरश्वघादिगण के काथ 
से भावित अथवा गोवर में रख कर निकाले हुए जौ का सत्तू 
बनावे और भज्ञातक आदि seit का चूर्ण मिला कर, खैर, 
विजयसार, नीम, अमलतास, रोहेडा तथा गिळोय में से 


अध्याय' १० | 


AUGER पक कक कक कक क कक कक पक कक कक कक कक पक कप कक पक पक प्ककमकणकृम१४०<९५० पल्‍ पर य RR 


A NNN NA A Fe Ns 


किसी एक के छाथ को aaa और मधु के द्वारा मीठा वना 
कर तथा झुनछा, अनार, अस्लवेत और सेधा नमक के द्वारा 
सट्टा एव नमकीन वनाकर पिळावे | यह सच प्रकार के मन्थ 
बनाने की विधि है ॥ ४॥ 
विमशः--मन्थपरिभाषा-सक्ततरः सर्षिषाऽभ्यक्ताः शीतवारि 
परिप्छता" । नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्युपदिश्यते ॥ 
यावकांश्च भक्ष्यान्‌ धानोलुम्बंककुल्माषापृपपूर्ण- 
कोशोत्कारिकाशाष्कुलिकाुणात्रीप्रश्चतीन्‌ सेवेत; यवः 
विधानेन गोधूमवेरुयबानुपयुक्षीत ॥ ५॥ 
जौ के चने हुए भोज्य पदार्थ- सूखे शुने हुए जो, आग में 
अने हुए हरे जौ, raat, men, कचौडी, लप्सी, 
पूडी जौर पापड आदि का सेवन करे) at की ARS 
अनुसार गेहूँ तथा बांस के चीजों को उपयोग में छावे ॥ ५॥ 
अरिष्टानतो वद्यामः--पूतीकचव्यचित्रकसुरदारु" 
सारिवादन्तीत्रिवृत्रिकटुकानां प्रत्येकं षटपलिका भागा 
बद्रकुडवस्जिफलाकुडव इत्येतेषां चूणोनि; ततः पिष्प- 
Pea घृतभाजने प्राकृतसंस्कारे सप्तो- 
दककुडवानयोरजोऽ्थक्ुडमर्घतुलां च गुडस्याभिहि- 
तानि चूणीन्याबाप्य Ta कुत्वा थवपल्ले सप्तरात्रं 
वासयेत्‌ , ततो यथाबलमुपयुक्षीत, wists: कुछ- 
मेहमेद'पाण्डुरोगश्वयथूनपहन्ति । एवं शालसारादौ 
न्यधोधादावारग्वघादौ चारिष्टान्‌ कुर्वीत ॥ ६॥ 
कुष्ठ में अरिष्ट विधान--इसके आगे अरिष्टां का वर्णन 
किया जाता हे--करक्ष, चव्य, चित्रक, देवदारु, अनन्तमूल 
दन्ती, निशोथ, ais, सरिच, पिप्पली, अत्येक ६ पछ, वेर एक 
कुडव और त्रिफळा एक कुडव, इनका चूर्ण वनावे। फिर 
पिप्पली, मधु तथा घृत ga हुए एवं धूप आदि से 
संस्कार किए गए घी के भाण्ड में, सात कुडव जल, आधा 
कुडव लोहचूर्ण, आधा तुळा गुड तथा उपयुक्त चूर्ण का 
प्रक्षेप डाळ कर, सुरक्षित स्थान में, जौ की राशि में सात दिन 
रखे,। पश्चात्‌ शक्ति के अनुसार इसका सेवन करे । यह अरिष्ट 
कुछ, मेह, मेद, पाण्डु और शोथ रोग को नए करता है। 
इसी प्रकार शालसारादि, न्यग्रोधादि और आरग्वधादि गण 
के द्रच्यो के द्वारा अरिष्ट वनावे ॥ ६ ॥ 
आसबानतो वच््यामः-पलाशभस्मपरिलनुतस्योः 
ष्णोदकस्य शीतीमूतस्य त्रयो भागा at फाणितस्यैक" 
व्यमरिष्टकल्पेन विदध्यात्‌, एवं तिलादोनां arty; 
शालसारादौ न्यम्रोधादावारग्वघादौ AAT चासवान्‌ 
विदृध्यात्‌ 11 ७॥ 
कुष्ठ में आसवविधान-आसवों का वर्णन इसके आगे 
किया जाता हे । पलाश की भस्म (राख) उष्ण जल में 
घोळ रे। शीतल होने पर इसका तीन भाग ( तीन आढक ), 
और दो भास ( दो आढक ) फाणित ( राव ) afte fate 
विधि के अनुसार ( त्रिफला, वेर आदि के चूर्ण का भ्रक्षेप डाल 
कर ) एक साथ मिला कर रखे । इसी प्रकार तिल आदि के 
कार ( अर्मरी-प्रकरण में पठित ), शालसारादि गण, न्यग्रो- 


चिकित्सास्थानम्‌. 


३ 


I मज मी. 


धादि गण और आरग्वधादि गण के क्षारजळ तथा गोमून्न के 
हारा आसवों का निर्साण करे ॥ ७ ॥ 
अथ सुरा बच्यामः-शिशापाखदिरयोः सारमा- 
दायोत्पाट्य चोत्तसारणीब्ाह्मीकोशवतीस्तस्सर्चमेकतः 
कषायकल्पेन विपाच्योदकमाद्दीत मण्डोदकाथ, किण्ब- 
fisafiguars यथोक्तम्‌ । एवं सुराः शालसारादौ 
न्यग्रोधादावारग्बधादौ च विदध्यात्‌ || ८॥ 
सुराविधान-इसके भनन्तर सुरा का वर्णन किया जाता 
—शीशम और खैर की लकडी का सार भाग (वीच का 
हिस्सा ) लेकर काट ले भौर उत्तमारणी, घाही तथा देवदाळी 
सबको एक साथ छाथनिर्माण-विधि के अनुसार पका कर, 
सुरा बनाने के लिए जळ (क्राथ) अहण करे । इसमें सुराबीज 
पीस कर मिछावे तथा पूर्व में कही गई विधि (सू. विरेचनाधि- 
कार ) के अनुसार संधान करे । इसी प्रकार शाळसारादिगण, 
न्यग्रोधादि गण और आरम्वधादि गण के द्रव्यो से सुरा 
निर्माण करे ॥ ८ ॥ 
अतोऽबलेहान्‌ वद्यामः-खदिरासननिम्बराज- 
वृक्षशालसारक्ताथे वत्सारपिण्डाडछलद्णपिष्टान्‌ प्रक्षिप्य 
विपचेत्‌ , ततो नातिद्रवं नातिसान्द्रमवताये तस्य 
पाणितल पूर्णमप्रातराशो मधुमिश्रं लिह्यात्‌ । एवं शाल- 
सारादौ न्यम्रोघादावारम्बधादो च लेहान्‌ कारयेत्‌ 11६) 
कुष्ठ में भवलेह-विधान -इसके आगे अवलेहों का वर्णन 
किया जाता है । खैर, विजयसार, नीम, अमळतास और झाळ 
वृत्त के सारभाग का छाथ बनावे । इस छाथ में इन्हीं द्रव्यो 
के सारभाग को महीन पीस कर मिलावे और पाक करे । फिर 
न भधिक पतला और न अधिक गाढ़ा अवलेह अभि से उतार 
कर, सायंकाळ मधु मिळा कर हथेळी में भरकर चाटे। उसी 
अकार झालसारादि, न्यम्रोधादि और आरग्वधादि गण के 
द्रष्यों से भवलेह सिद्ध करे ॥ ९॥ 
भतश्चूर्णक्रियां वत्ष्यामः--शालसारादीना सार- 
चू्णप्रस्थमाहृत्यारग्वधादिकिषायपरिपीतमनेकशः शाल- 
सारादिकषायेणेव पाययेत्‌; एव न्यमोधादीनां फलेपु 
पुष्पेष्वारम्वधादीवां चूर्णक्रियां कारयेत्‌॥ १० ॥ 
कुष्ठ में चूणक्रिया-इसके आगे चूर्ण क्रिया का वर्णन 
किया जाता है । शाळसारादि गण के द्रव्यो के सारभाय का 
चूर्ण एक प्रस्थ लेकर, आरग्बधादि गण के छाथ की अनेक 
भावना दे, शाळसारादि गण के छाथ के साथ पिळावे | इसी 
प्रकार न्यग्रोधादिगण के फ्ला से तथा भारम्वधादि यण के 
फूलों से चूर्ण निर्माण करे ॥ १०॥ 
अत ऊर्ध्वमयस्क्तीर्व्यामः-तीच्षणलोहपत्राणि 
तनूनि लवणवर्गप्रदिग्धानि गोमयाप्रिग्रतप्तानि त्रिफला- 
शालसारादिकषायेण निवोषयेत्‌ पोडशवारान्‌, ततः 
खदिराङ्गारतप्तन्युपशान्ततापानि सूदमचूणीनि कार- 
येद्भनतान्तवपरिख्रावितानि, ततो यथाबल मात्रा सर्पि- 
सघुभ्यां सस्रज्योपयुञ्जीत, जीर्णे यथाव्याध्यनम्लम- 
लबणमाद्दारं कुर्वीत, एवं तुलामुपयुञ्य छुष्ठमेहमेद - 


y सैश्रवर्सहिता 
SOS 
खयथुपाण्डुरोगोन्मादापस्मारानपहत्व ed ' होने के समय पिप्पल्यादि चूर्ण एक भाग, ता आग 

तलायां तुलायां बर्षेशतसुत्कपेः; पतेन सवलोदेष्व- वी दो भाग मिळावे। पाक सिद्ध होने पर a हे के पात्र 
Se है में सुरक्षित स्थान में रखे। फिर विधान के अनुसार आधा 
यस्छृनयो व्याख्याता" ॥ ११ ॥ पळ, अथवा एक पल सेवन करे और etal का पाचन 
छुष्ठ में अचस्द्वति (लौहरसायन)--इसके आगे अयस्कृति | होने पर व्याधि के अनुकूल आहार का भोजन करे। यह 
(aera) का वर्णन किया जाता है। तीदग लोह के | अत्रस्कृति औषध, असाध्य कुष्ट तथा प्रमेह को दूर करती है, 
पतले पत्र को लेकर उस पर ख्वणवर्ग (पचल्वण ) के | मोटे को कुश बनाती है, शोथ का नाश करती है, मन्द अग्नि 
कल्क का लेप करे । फिर उपलों को अभि पर उत पत्रों को | को तीव्र करती है तथा राजयदमा से पीडित रोगियों के 
तपाकर, त्रिफळा और झाळसारादिगग के छाथ में सोलह | लिए इसका विशेष विधान दे । इसके सेवन से मनुष्य सौ 
चार दुझावे फिर खैर के जड्ारे पर ( सोलह वार ) तपावे | चर्ष की eng प्रा करता है । पलाश की कोणी सें शालसारा- 
नर sas होने पर चूर्ण बनाकर कपड़े में छान ले। | दिगण का काथ रख कर उसमें लोहपिण्ड तपा कर aa १ 
afias के अनुसार घी और ag मिला कर अत्पमात्रा | इस छाय को (Stews साथ) धूप भादि से संस्कृत 
में सेवन करे । औषधि का पाचन होने पर रोगानुसार अम्ल 


घडे में रखकर पिप्पल्यादि चूर्ण एक भाग तथा मधु और 
तथा छदण वर्जित भोजन करे। इस प्रकार इस चूर्ण की एक | गुड़ दो-दो भाग सिलाकर, सुरक्षित स्थान सें रखे! इस 
नुळा सेवन करके, FB, मेह, मेद, शोय, पाण्डु, उन्माद और 


महाभौषध जयस्क्ृति को एक मास या Wee दिन ( संधान 
अपस्मार रोग का चाग कर, रोगी सौ वर्ष जीवित रहता है ! 


करके ) रखने के पश्चात्‌ , अग्निवल के agar सेवन st! 
एक एक तुला में सौ-सौ वर्ष के गुण की वृद्धि होती है। इसके | इसी प्रकार न्यमोधादिगग और जारग्वधादियण के दरव्यं 
हारा सभी लोह (सुवणं, तात्र आदि धातु) की 


से अयस्क्ृति का निर्माण करे ॥ १२॥ 
अयस्क्गति का वर्णन Feat गया है॥ ११ ॥ 


_— अतः खदिरवबिधानमुपदेच्य्याम:--प्रशस्तदेशजा- 

sn SSR तमचुपहतं मध्यमवयसं “wht परितः खानयित्वा 
त्रिफलापलाराशिंशपालां स्वरसमादाथ ; प | तस्य मध्यमं मूलं छित्त्वाञ्योमयं get तस्मिन्नन्तरे 
bce Ue “खर्साल नोपया. | निदध्याद्यया रसप्रहणसमर्थों भवति, ततस्तं गोम- 
कृतर निर्वाप्य तमादाय पुनरासिच्य स्थाल्या Hd तीला ` | यमृदाऽवलिप्तमवकी्यन्धनेर्गोमयमि तरैरादीपथेद्यथाऽस्य 
भिना विषेत्‌, ततशचतथभागावरिष्टमवताय परिः | दह्यमानस्य रसः सवत्यघस्तात , तथदा जानीयात्‌ 
area भुयोऽम्ितप्ान्यय'पत्राणि प्रश्षिपेत्‌ › सिध्यति पूर्ण भाजनमिति, अयैनमुद्धत्य परिस्राव्य रसमन्य 
र nda डी oo स्मिन्‌ पात्रे निधायानुगुप्तं निदष्णत्‌ , ततो यथायोगं 
wr Ch at अ सात SISTA ETD | मात्रामामलकरसमधुसर्पिर्सिः संसर्योपयञ्जीत, जीर्ण 
ततो यथायोगं gfe प्रकुव्वं चोपयुज्जीत जीर्णे यथा- x 


०९ 


व्याध्याहारमुपसेवेत 1 एपीपघायस्क्ृतिरसाध्य॑ sg 
प्रमेहं चा साघवति. स्थूलमपकर्षति, शोफमुपहन्ति; 
सन्नमभिमुद्धरति. विशेषेण चोपदिश्यते राजयच्मिणां; 
वर्षशतायुश्चानया पुरुषो भवति | 
शालसारादिक्काथमासिच्य पालाऱ्यां त्रेण्यामयो- 
घनांस्तप्तानित्राप्य कृतसंस्कारे कलशेषभ्यासिच्य 
पिप्पल्यादिचुणेभागं ais ुडमिति च दत्त्वा cage 
निदध्यान्‌ ; एतां मह्दोपवायस्करति माससर्धमासं चा 
स्थितां यथावल्म॒पथुल्लीत। एवं न्यम्नोबादावारेब- 
ताडिषु च विदध्यात्‌ ॥ १२॥ 
निद्गोथ, विधारा, अरनी, सातळा-सेहुष्ड, awe, 
चिनी ( यचतिक्ता ), लोघ, हरड, abet, आँवछा, gern, 


सल्लातकविघानबदाहार. wea, प्रस्थे चोपयुक्ते 
शातं वर्षोणामायुपोऽसिवृद्धिर्भवति | 


खदिरसारतुलासुदक्रोशे विपाच्य पोडशांशावशि- 
मवतार्योचुयुप्ं निदष्यात्‌, तमामलकरसमघुसर्पिभिः 
संखुऱ्योपयुञ्जीत | एप एव सबबक्षसारेषु कल्पः | खदिर- 
सारचृणेतुलां खदिरिसारक्काथमात्रां बा प्रातः प्रातरुप- 
सेवेत, खदिरसारकाथसिद्धमाविकं वा सपिंः ॥ १३॥ 
- इष्ट में खदिर विधान--इसके आगे खदिर विधान का 
वर्णन क्या जाता है--प्रशस्त भूमि में उत्पन्न, कीडों से 
नष्ट न किये गये, तरुण ख़ढिर वृक्ष को चारों ओर से खोद 
कर; उसकी जड़ के चीच में काटकर Grae वनाचे और 
उसके अन्दर लोहे का घडा इस प्रकार रखे जिसमें सैर का 
रस उस घडे में टपके । फिर उसमें गोवर तथा 


आर झीशम का स्वरस. पळादाचुच के वने दोणी ( नौकाकृति 
पात्र दब ) में war. उसमें सेर के अङ्गार पर तपाये गये 


क 


fad का खेप करके उपले मादि से युक्त ईघन के द्वारा अग्नि 
om दे, जिसमें जलने वाले उस खैर का रस (घडे में) 
नीचे रपके। जब ज्ञात हो जाय कि धड़ा रख से भर गया 
तब घडे को निकाल, रस छान कर, दूसरे पात्र में सुरक्षित 
स्थान सें रते । फिर विधान के agen, सावळे का रस 
उसमें ढाळ दे। पाक | तवा मधु थर इत मिलाकर इस रस की मात्रा का सेवन 


लोडपिण्ड को इफीस वार इवे नथा उस लौह चुने स्वरस 
का थाली में res उपले की अग्नि पर पकावे। लव 
WHat न्वरम सदि रह जाप, उतार ev छान ले और 
पुन अग्नि पर नपादे गए लोहपत्रा को 


भ्भ्यायः १०-११ ] उ uy 
करे। औषधि का पाचन होने पर अक । औषधि का पाचन होने पर सल्ञातकःविधान कहे | भवति चात्र-- 922 


गए भाहारविहार का सेवन तथा त्याग करे। इस औषधि का सुरामन Rotter 
भा eee "आसवारिश्टल्लेहांश्वणोन्ययस्कृती: | 
एक प्रस्थ सेवन करने पर आयु में सौ वर्ष की वृद्धि होती है। सहस्रशो5पि safe बीजेनानेन विणा 


एक तुला खैरसार कों एक दोण जळ में पकावे और सोलहवाँ व 
इति सुश्र॒तसंहितायां चिकित्सास्थाने महाकु्ठ- 
चिकित्सितं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० || 


हिस्सा काथ शेप रहने पर अग्नि से Ta कर सुरक्षित 

स्थान में रखे आँवले का रस तथा मधु और घी मिलाकर 

इसका सेवन करे। सभी वृक्ष सारों से भौपधि निर्माण की es 

यही विधि है। खैरसार का चूर्ण एक तुला अथवा सैरसार dar कि.--इब्चिमान्‌ वैध को इन बीजों (बीज की भाँति 
योगों ) के द्वारा हजारों सुरा, मन्थ, आसव, afte, अवलेह, 

चूण और अयस्कृति का निर्माण करना चाहिए ॥ १६॥ 


के छाथ की मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे, था खेरसार 
के काथ से सिद्ध भेडी के घृत का सेवन करे १३॥ 
इत्यायुवेंद्तत््वसन्दी पिकायां भापाटीकायां दृशमो5ध्याय:॥१०॥ 


अशृतवज्लीस्वरसं काथं वा प्रातः प्रातरुपसेवेत, 
तत्सिद्धं वा सर्पिः, अपराह्ने ससपिष्कमोदनमामलक- 
यूपेण भुञ्जीत; एवं माससुपयुज्य सवेकुेबिमुच्यत र 
पग ges 26७ इछि एकादरोऽध्यायः 
अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥ २॥ 


इति 1 १४॥ 
कष्ठ में गुदूची-विधान--प्रतिदिन प्रात.काळ गुडूची का 
स्वरस या छाथ अथवा इनसे सिद्ध घृत का सेवन भौर 
अपराल में घृतथुक्त भात, आँवले के यूप के साथ भोजन | प्रमेह चिकिस्सितोपक्रम--इसके अनन्तर प्रमेह की 
करे । इस प्रकार एक माप्त इसका सेवन करके ( रोगी ) सव | चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( सुञ्च॒त प्रश्ृति शिप्यो से ) कहा ॥ १-२॥ 
al प्रमेहो भवत:--सहजो5पथ्यनिसित्तश्व | तत्र 
सहजो माउपिठृबीजदोषक्तः, अहिताहारजोऽपथ्य- 


प्रकार के कुष्ठों से सुक्त होता है ॥ १४॥ 
मित्तः। तयोः TNT: कृशो रूक्षोऽल्पाशी 


कुषणतिलमल्ञातकतेलामलकरससपिंषां द्रोणं 
शालसारादिकिषायस्य च, त्रिफलात्रिकडुकपरुपफलम- 

पिपासु्ईरां परिसरणशीलश्च भवति; उत्तरेण स्थूलो 
Tern fora: शय्यासनस्वप्नशीलः प्रायेणेति ॥ ३॥ 


जविडङ्ग फलसारचित्राकोवल्गुजहरिद्रादयत्रिबृहन्तीन्द्रय- 
aa a ee पालिका ai 
नेकध्यं | साधुसिद्ध- 
a dR ठत टा ममेह के दो प्रकार-अमेह दो प्रकार का होता है-(१) सहज 
ल की ww णि afte | क्षौज्रेण'अवि- ( जन्मजात) और (२) अपथ्य निमित्तज (भहितकर आहार 
शरीरः प्रातः मातसुत्थाय पाणिझुक्तिमातरं क्षौद्रेण-प् िहार से उत्पन्न )। इनमें सहज प्रमेह मह ea 
संसञ्योपयुज्ञीत, जीणे मुद्ठामलकयूपेणालवणेन सपि- दोष ,तथा अपध्यनिमित्तज अहितकर आहार वि 
ष्मन्तं खद्रोदकसिद्धं सद्दोदनमओीयातत्‌ खदिरोदक- | सेवन करने के कारण उत्पन्न होता है । इन दोनों में से प्रथम 
सेवी, इत्येवं द्रोणमुपयुब्य:स्वकुऐबिमुक्तः शुद्धतनु' | अर्थात्‌ सहज प्रमेह से पीडित व्यक्ति कृश ( दुर्बळ ), =e 
( रूखी त्वचा चाळा ) अल्प आहार करने वाळा, अधिक जल 
पीने वाला और अमणशीळ होता है । दूसरे अहिताहार- 


स्मृतिमान्‌ वर्षेशतायुररोगो भवति ॥ १५॥ 
काले तिल का तेल, fret का तेल, आँवले का रस, भति स्थूळ 
घी और दाळलारादिगण का काथ एक-एक द्रोण, हरड, ei से Rane न Ss ( मोटा ), अधिक 
हेडा, ऑवला, dis, मरिच, पिप्पळी, फालसे के फल की | आहार करने चाळा, fer ( चिकनी त्वचा वाळा >, प्राय. 
= = ; fier), चित्रक, मदार, बाकुची, | आसन पर as रहने तथा चारपाई पर सोते रहने के अभ्यास 
3 
हल्दी, दारुहल्दी, निशोथ, दन्ती, इन्द्रयव, सुलेठी, अतीस, | से युक्त होता ह! | 
रसोत और fag एक-एक पळ, इन दर्व्यो को एक साथ विमश---सहज प्रमेह का कारण माता-पिता के बीज दोप 
स्नेहपाक-विधि के अनुसार पकावे। भली भाँति स्नेह सिद्ध | को माना गया है, किन्तु कुछ लोगों का कथन है कि feat 
होने पर अग्नि से उतार कर, छान ले और सुरक्षित स्थान ड ब ह vu seen निन्न भकार 
में रखे “विरेचनादि क्रिया के द्वारा शुद्ध शरीर | से करते हे--'अत्र हु खणा प्रमेहा न भवन्तीति, तथा 
न तन्त्रान्वरे--रज प्रसेकान्नारीणा मासि मासि विद्युध्यति सर्वं शरीर 
दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः खिय? इति । एतत्‌ तु न युक्तम्‌, सरव॑तन्त्रा- 


वाळा रोगी, प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर, एक पळ भौपधि 
मधु मिलाकर सेवन करे । औषधि का पाचन होने पर, खैर के = न 
काथ में सिद्ध नरम भात का, घृतयुक्त, वणरहित, मूंग और | प्रसिद्ध प्रत्यक्षविरोधाच | al कारग्यादिलक्षणयक्त सहजमित्यथ: | 
स्थूल स्थोल्यादिधमंयुक्तमहिताहारविहारजमित्यध. । अत्र अप 

तपेयतीति अपतपंण sar, अपतर्पणानि व्यायामशोधनानि 


जाँवले के यूप के साथ आहार करे pia fal atid 
भषधि सेवन करके, रोगी सभी कुष्ठ 

हल परकोर एक eats तिक्तकडकानि च। चरक ने भी स्थूळ और छछ भेद से a 

प्रकार के प्रमेहरोगियों की sear. चिकित्सा सौकर्यं के 


से सुक्त होकर, शुद्ध शारीर वाळा, watz, सौ वर्प की 
ary वाळा और निरोग होता है ॥ ५॥ 


५६ 


सुश्रतसंहिता 


RDO OOOO 


लिए की है । स्थूळ. अमेही ववानिहैक कृशस्तयेकः परिदु्ेलश्च | 
azn तत्र कृशस्य कार्यं सशोधनं दोपवळाभिकस्य ॥ 
(च० चि० अ० ६) 
तत्र कृशमन्नपानप्रतिसंस्कृताभिः क्रियाभिश्चिकि- 

त्सेत, स्थूलमपतपेणयुक्तामि: ॥ ४ ॥ 

प्रमेह की सामान्य चिकित्सा--इनमें कृश ( सहज प्रमेह 
वाळे) व्यक्ति की चिकित्सा औषधि-सिद्ध अन्न पान तथा 
चमन, विरेचनादि क्रियाओं के द्वारा और स्थूळ ( अहिता 
हारजन्य ) व्यक्ति की चिकित्सा अपतर्पण आदि क्रियाओं 
( daa, व्यायाम, शोधन एवं तिक्त, कडु पदार्थों का सेवन) 
के द्वारा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


सर्वं एब च परिहरेयुः सौबीरकतुषोदकशुक्तमेरेय- 
सुरासवतोयपयस्तेलघृतेक्षुविकारद्धिपिष्टान्नाम्लयवायू: 
पानकानि मराम्यानूपोदकमांसानि चेति ॥ ५ ॥ 
प्रमेह में वज्य पदार्थ--(प्रमेह से पीडित) सभी व्यक्तियों 
को सौवीरक, तुपोदक, शुक्त, मेरेय, सुरा, आसव, जळ, दूध 
तेल, घी, इच्तविकार ( गुड आदि ), दही, पिसा हुआ अन्न, 
खट्टे ada, ग्राम्य, आनूप और औदक जीवों के मांस का 
सेवन त्याग देना चाहिये ॥५॥ 
तत" शालिपष्टिकयवगोधूमकोद्रवोद्दालकाननवान्‌ 
yea चणकाढकीकुलत्यमुद्वविकल्पेन, तिक्तकषाया- 
भ्यां च शाकाणाभ्यां निकुम्मेहुदीसपपातसीतेल- 
सिद्धाभ्यां, बद्धमत्रैनी जाड लेमासैरपहृतमे दोभिरनम्ले- 
रघृतेश्रेति॥ ६॥ 
प्रमेह में पथ्य--( प्रमेह रोग में ) पुराना शालि, साठी, 
जो, कोदो और अरण्य-कोदो तथा चना, अरहर, कुलथी 
और मुंग विकल्प से ( वदळ २ कर ), दन्ती, ee, सरसों 
एवं तीसी के तेल में सिद्ध तिक्तगण ( चकवढ़, पटोळ भादि ) 
भर कपायगण ( वट शुंगादिक ) के झाक के साथ, अथवा 
हरिण तथा जगली जीवों के घी और खटाई रहित, Agger 
मास के साथ खाना चाहिये ॥ ६॥ 
विमर्श/ः--चरक ने भी प्रमेह रोग के पथ्य में दन्ती, 
Rea, आदि के तेळ का विधान वतलाया है-दन्तीडुदी 
तैल्युत प्रमेदी तथातसीसर्पपतैल्युक्तर्‌ । सपष्टिक स्यात्तृणधान्यमत्न 
यवप्रधानस्तु भवेत्रमेद्दी ! (च. चि. अ, ६ ) 
तत्रादित एवं प्रमेहिणं खिग्धमन्यतमेन तेलेन 
म्रियङग्वादिसिद्धेन वा gta वामयेत्‌ प्रगाढ विरेच- 
aa, विरेचनादनन्तर सुरसादिकिपायेणास्थापयेन्मही- 
पघभद्रढारुमुस्तावापेन मघुसेन्धवयुक्तेन, दह्यमानं च 
न्यप्रोधादिकपायेण Reds || ७॥ 
प्रमेह में शोधनविधि--प्रथम खिर्ध किए गए प्रमेहरोगी 
को उपयुक्त झिसी तेल ( कुम्मादि तेळ ) अथवा frag आदि 
से सिद्ध धृत के द्वारा तीच्य चमन कराना चाहिए और 


विरेचन टेना चाहिये । विरेचन के पश्चात्‌ सुरसादिगण के | att 


कपाय में सोंड, देवदारु, नागरमोथा, ag और सेन्धा नमक 
frome आस्थापन वस्ति देनी चाहिए तथा दाहयुक्त 


(प्रमेह रोगी) को तैलरहित न्यग्रोधादिगण के कपाय 
से आस्थापन चस्ति देनी चाहिये ॥ ७॥ 

ततः शुद्धदेहमामलकरसेन हरिद्रां मधुसंयुक्ता 
पाययेत्‌ , त्रिफलाविशालादेवदारुमुस्तकपायं वा शाल- 
कम्पिल्लकयुण्कककल्कमक्षमात्रं चा, सधुमधघुरमामल- 
करसेन हरिद्रायुतं, झुटजकपित्थरोहीतकबिभीतक- 
सप्तपर्णपुष्पकल्कं वा, निम्बारग्वधसप्तपर्णमूर्वाक्कटञ- 
सोमबृक्षपलाशानां वा त्वकपत्रमूलफलपुष्पकपायाणि, 
एते पञ्च योगा. सवेमेहानामपहन्तारो व्याख्याताः ॥ 

सर्वप्रमेह में ५ योग-शुद्ध शारीर ae व्यक्ति को (१) 
हल्दी में मधु मिलाकर आँवले के रस से पिळावे, (२) 
अथवा ELS, चहेडा, ऑवला, इन्द्रायण, देवदारु और नागर" 
मोथा का छाथ पिळावे, (३) भथवा are, कवीला और पाढळ 
का करक एक कर्पे, हरदी मिलाकर तथा सडु के हारा मीठा 
करके, भाँवले के रस से पिळावे, (४) अथवा कुटज, केथ, 
रोहितक, वहेडा और सप्तपर्ण के cet का कलक (alas 
के रस से) पिछावे। (५) अथवा नीम, अमलतास, 
aa, मूर्वा, Gea, Mars ale पलाश की छळ, पत्ता, 
जडू, फल तथा फूल का छाथ (मधु और आँवले के रस 
के साथ) पिळावे । सभी प्रकार के प्रमेहों का नाश करने 
वाले इन पाँच प्रयोगों का वर्णन किया गया है ॥ ८ ॥ 

विशेपश्वात ऊर्ध्व-तत्रोदकमेहिन पारिजातक- 
षायं पाययेत्‌ , इक्षुमे दिनं घेजयन्तीकपाय, सुरामेहिनं 
निम्बकषायं, सिकतामेहिनं चित्रककपायं, शनेमेहिनं 
खदिरकपायं, लबणमेहिनं पाठाऽशुसुहरिद्राकषायं, 
पिष्टमेहिनं हरिद्रादारुहरिद्राकषायं, सान्द्रमेहिनं सप्त- 

< e कमे हिनं a 

पणेकषायं; Be दू्वांशेवलप्लबहठकरक्षकसेरु- 
ककषायं ककुभचन्दनकपाय वा, फेनमेहिनं त्रिफला- 
रग्वधसृद्दीकाकषायं, मधुमधुरमिति ? 

पेत्तिकेषु नीलमेहिनं शालसारादिकिपायमश्वस्थ- 
कषायं वा पाययेत्‌, हरिद्रामेहिनं राजवृक्षकपायम्‌ ; 
अम्लमेहिनं न्यम्रोधादिकषायं, क्षारमेहिन त्रिफलाक" 
ud, मञ्जिष्ठामेहिनं मञ्जिष्ठाचन्दनकधाय) शोणितमे- 
हिनं गुडूचीतिन्दुकास्थिकाश्‍मयेखजूरकषायं मधुमिश्रम्‌ | 

२० प्रमेहों में २० योग--इसके आगे विशेष योगों का 
चर्णन किया ज्ञाता है । (१) उदकसेह के रोगी को फरहद 
का छाथ, (२) इक्षमेह चाले को चेजयन्ती ( अरणी ) का 
काथ, ( ३ ) सुरामेह वाले को नीम का छाथ, ( ४) सिकता" 
मेह वाळे को चित्रक का छाथ, (५) शनेःमेही को खैर का 
छाथ, ( ६) ळवणमेही को पाठा, अगर और हद्दी का छाथ, 
(©) पिष्टमेही को हल्दी और दारुहल्दी का काथ, (८) 
सान्द्रमे्ी को सप्तपर्णं का छाथ, (९) शुक्रमेही को दूव, 
wan, झव ( केवटीसोथा ), हठ ( जलकुम्भी ), करञ्ज 
र कशेरू का छाथ अथवा अजुन और चन्दन का 
काथ, (१०) फेनमेही को त्रिफळा, अमरतास और 
सुचक का छाथ, मधु के द्वारा मीठा करके पिळावे 


अध्ययः ११] 


का 
Nn: 


POPPA PPL LP PAL, 


अमल की फल et 0010000001 eR Np 

Fret! पिचज्न्य नीलमेह वाळे को झाळसारादिगण का 
छाथ अथवा पिप्पछी की छाळ का छाय और हरिटामेह वाळे 
को अमलतास का काथ पिलाने । अम्ळ्मेह वाले को न्यञ्रो- 
घादिगण का छाथ, चारमेद्दी को त्रिफळा का छाथ, मसिष्ठा- 
Het को ashe और चन्दन का छाथ, गोणितमेही को 
गिरोय, तिन्डुक्र ( कुचला ) की geet, गम्भारी तथा 
खजूर का छाय मधु मिलाकर पिळावे । 


अत उच्यंम माब्येष्वपि योगान्‌ यापनाथ वच्यामः, 
तद्यथा--सपिर्मेदिन करकुटजपाठाहिदुकडुरोहिणी- 
कल्कं शुट्टचीचित्रकरकषायेण पाययेत , वसामेहिनम- 
रिनमन्थकषायं शिंशपाकपाय॑ वा, क्षोंद्रमेहिनं खदिर- 
क्मुककपायं, हस्तिमेहिन॑ तिन्दुककपित्यशिरीपपला- 
शपाठामूर्वादुःस्प्शाकपायं मधुमधुर हस्त्वश्वशुकर- 
खरोष्टास्थिक्षारं चेति; दह्ममानमौदककन्दकायसिद्धां 
यवायूं क्षीरेक्षरसमघुरां पाययेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इसके आगे असाध्य अमेहों को भी, याप्य बनाने के लिये 
योगों का कथन किया जाता है। जैसे कि--सर्पिमेही को 
कूट, कुटज, पाटा, हींग और कुटकी का gen गिलोय तथा 
चित्रक के छाथ से पिछावे। वसामेही को अरणी अथवा 
झीशम का छाथ, त्ौड़मेही कों कदर (श्वेतजदिर ) भौर 
सुपारी का छाथ, हस्तिमेही को तिन्दुक (तिन्दू), Sa, शिरीप, 
पाश, पावा, मूर्वा और दुराळमा का छाथ ag मिलाकर, 
तथा हाथी, घोड़ा, सूअर और ऊँट की अस्थि का चञारोदक 
पिळावे । दाइ वाळे रोगी को उदककन्द (जल में उत्पन्न 
होने वाले ste, सिंघाडा, कमळ की जड आदि ) के छाथ 
से-मिद्ध यवागू, दूध तथा रान्ने के रस से मीठा बनाकर 
पिळावे nen 

विमर्शः--ब्याधियाँ दो प्रकार की होती हैं। (3 
साध्य और (२) असाध्य । साध्य व्याधि के पुनः दो मेद 
क्ये जा सकते हैं ( 1) सुख साध्य और (२) कृच्छूसाध्य 
तथा असाध्य व्यावि भी असाध्य और याप्य दो रूपों में 
विभक्त हो सकती हे । उपर्युक्त योगों का निर्देश असाध्य 
Wel को याप्य बनायें रखने के लिये है । 

याप्य व्याधि का लक्षण है--अपनीय॑ तु तं विद्यात्किया 
वार्यते हि यस । क्रियार्या तु निवृत्तायां सचो यश्च Pash | 
ममे रोग में इचविकार (गुड, दार्करा भादि) का सेवन वर्जित 
क्रिया गया दे किन्तु wat होते हुए भी ag का 'प्रयोग 
विहित है। wg योगवाही औषध है, इसके अतिरिक्त प्रमेह 
को नष्ट करने की इसमें स्वाभाविक क्षि है। लेखन, विश्यो- 
धन, सेदनाराक चथा कपायरस युक्त होने के कारण, मधु 
का प्रयोग प्रमेह रोग के लिए प्रचुर परिमाण में किया गया 
हे 1 उपयुक्त सभी छा्थों में agar प्रक्षेप मिलाना चाहिये । 
‘ag मधुरमिति वचन सपिरमेदाडिकषायेत्वपि द्र्त्यम्‌? Sega. | 
अमेह रोग में जळीय धातु के नष्ट होने पर, पिचकी बृद्धि के 
कारण रोगी दाह का अनुभव करता है। अत. इस रोग में 
यवागृपान का निषेध होते हुए भी दाह की शान्ति के लिये, 
जळीय कन्दो के छाय से सिद्ध oe इचुरस मिश्रित, 


= ge चि० 


चिकित्सास्थानम्‌ * 


डफ 


PPP PPP 


अपवाद स्वरूप केवल पित्तज प्रमेह में 


POPP OP - 
LLP PPP AL, 


यबायूपान का विधान, 
= 
ही किया गया है! 


ततः प्रियङ्ग््नन्तायूथिकाप्मात्रायन्तिकालो दिः 
तिकाम्यघादाडिमत्वकशालपर्णीपदमतुन्न केशरघातकीव- 
इलशाल्मलीश्रीवेष्टकमोचरसेध्वरिष्टानयस्कृतीरलेदाना- 
wate कुर्वीत; श्वङ्गाटकमिलोङ्यविसमृणालकाशकसे- 
रुकमधुकान्रजम्ध्-सनतिनिशाककुभकदशरङ्गरोधभल्लातक- 
पलाशचमिद्क्षगिरिकणिकाशीतरिवनिचुलदाडिमाजक- 
णहरिवृक्षराजादनगोपघोण्टाविकडुनेधु वा; यवाज्नवि- 
कारांश्च सेवेत; यथोक्तकपायसिद्धां ZAM चास्मै प्रय- 
च्छेत्‌ , कषायाणि बा पातुम ॥ १०॥ 
ममेदं में अरिष्ट, अयस्कृति, लेह, आसत, यवागू एवं 
कपाय योग-ग्रियङ्ु, अनन्तमूळ, जूही, भागीं, श्रायन्तिका 
( मेंहदी ), लोहितिका ( मजीठ ), पाठा, अनार का fem, 
शालपर्णी, कमळ, az ( नारियल), नागकेशर, धाय के फूळ, 
। मौळलिरी, सेमल, tes ( सरळनिर्यास विरोजा ) और 
, भोचरस के द्वारा अरिष्ट, अयस्कृति ( छोहरसायन ), अवलेह 
तथा meat का निर्माण करे । अथवा सिंघाडा, गिळोड्य 
( कमलगद्ठा ), कमळ की जड़, कमळनाल, काश, कशेरु, 
yea, आम, जामुन, विजयसार, तिनिश, अर्जुन, ae, 
लोध्र, मिळावा, ver, चर्मिवृक्त, अपराजिता, शीतशिव, 
जळवेत, अनार, ward ( सर्जक-शालमेद ), हरिवृक्ष, 
खिरनी, गोपघोण्टा (meat) और विकङ्कत ( यज्ञवृ्- 
कण्टकी ), के द्वारा अरिष्ट, जयस्कृति, अवलेह तथा आसवो 
का निर्माण करे और जौ के चने हुए अन्न का सेवन करे। 
कहे गए get ( frag ages आदि वर्ग) के कपाय से 
सिद्ध यवागू या इनका छाथ रोगी को पिळावे ॥ १०॥ 
विमा. -तिनिश्च स्यन्दन, । चर्भिबश्च चर्मछोइ इनि प्रमिद्धो 
ळकुचट्टयुमाकारो weg | झोतश्चिव शनपुश्पामेद. eheg 
इन्द्रवृक्ष; धवाकार इत्येके, कुटज इत्यन्ये पठन्ति, हिज्द्रावृश्ष 
उत्यपरे पठन्ति। तत्र हरिद्रा प्रमिद्धा, वृक्षः Fea । यथोक्तेत्पादि 
अनन्तरोक्तप्रियङ्ग्वादिःशरङ्गाटकादिवरेः कृतामिनि । 
सहाधनमहिताहारमीषधद्वेषिणमीश्वरं बा पाठाभ- 
याचित्रकप्रगाढमनल्पमाक्षिकरमन्यतममासब पाययेत्‌ , 
अङ्गारशूल्यत्रदरां वा माध्वीकमभीच्ण, क्षीद्रकपित्यम- 
रिचाहविद्धानि चास्मे पानभोजनान्युपहरेत्‌ , ? 
विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अमेह मे विशेष चिक्त्सा-- 
विएुळ wane, अहिताहार करने वाले, औषधिद्दपी तथा 
राजा को, पाटा, हरइ और चित्रक में से किसी पुक के छाय 
में प्रचुर परिमाण मे ag मिळा कर पिलावे, अथवा भट्टी पर 
निकाले गए माध्वीक को बार बार पिळावे ag, कंथ और 
afta मिश्रित पेय तथा आहार रोगी को दे । 
विमर्श---प्राठामयाचित्रक्रा पामनुक्ताना कषाय कर्षत्रथमनुक्त 
मपि देयमिवि प्रगाढार्थं । अन्ये तु अन्यतममासङ पूर्वोक्त प्रियद्स्वा- 
aaa । अन्नारघुल्थावदशमिति सब्त्रीपदशन्‌ | माध्वीक मउयो- 
निमच चिरसस्थिनञ्च । 


उष्टाथतरखरपुरीपचूणीनि चास्मे दद्यादशानेपु; 
हिडुसेन्धबयुक्तेयूपेः सापंपेश्च रागेर्भाजयेत्‌ ; अविरु- 
द्वानि चास्मै पानभोजनान्युपहरेद्रसगन्थवन्ति च; 
प्रवृद्धमेहास्तु व्यायामनियुद्धक्रीडागजतुरगरथपदातिच- 
यापरिकमणान्यस्नोपाख्ने वा सेवेरन्‌ ॥ ११ ॥ 

रोगी को Sz, wat और गधा के ste का चूर्ण अन्न में 
मिला कर खाने को दे। हींग और सेन्धा नमक मिश्रित यूप 


छुश्नतसंद्विता 


POP PPI PIP ४४४ LP LP LEP A LPP LOL PPL OPE Pe 


संवत्सरादन्वराद्वा श्रमेहात प्रतिमुच्यते ॥ (३ ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रमेह- 
चिकित्मितं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
हिज nd 
जैसे कि--निर्धन व्यक्ति, वेद्य के आदेशानुसार आठसय 
रहित हो, इस प्रकार का आचरण करते हुप एक वर्ष में या 
उसके अन्दर ही प्रमेह रोग से सुक्त हो जाता दे ॥ १३॥ 


और सरसों युक्त राग के साथ भोजन करावे। जो विरोधी न | इत्यायुर्वेदतस्वसन्टीपिकायां भापाटीकायां पुकादशो$ध्यायः॥ 


हों इस प्रकार के रस और गन्ध युक्त पेय, तथा भोजन का 
प्रयोग रोगी के लिए करे! बढ़े इए प्रमेह वाले रोगी को 
व्यायाम, कुश्ती, खेळ, हाथी और घोडे की सवारी, रथचर्या, 
पदातिचर्या, अमण, अख एवं उपास्र का अभ्यास करना 
चाहिए ॥ ११॥ 
विमर्शः--राग -तितारुचफसिन्यृत्य सृधक्षाम्लपरुपकी । 
जम्वूफलरसेयुंक्तो रागो राजिकया इत । व्यायामोऽप्लाना विविध 
प्रकार आयाम , तथा चोक्तम्‌-'तुला श्रम युणाकर्पषनुराकर्पणादिभि. । 
आयामो विविधोऽङ्गनां व्यायाम इति कीर्तित ?। Raz बाहुयुद्धम्‌ । 
रथचर्यी पदातिचर्यान्न जमदतिराह-'सर्वदिगूमागमागेपु इस्त्यश्वरथ 
पत्तिपु । शस्त्रास्तरैय॑स्तु सयोग स चर्येति vated? 1 cero । 
नि अधनस्त्ववान्थबो वा पाढत्राणातपत्रविरहितो 
Tat ग्रामेकरात्रवासी मुनिरिव संयतात्मा योजन- 
शतमधिक था गच्छेत्‌ , महाधनो वा श्यामाकनीवा- 
खत्तिग॒ामलककपित्थतिन्दुकाश्मन्तकफलाहारो ait: 
सह बसेत्‌, तन्मूत्रशझद्धक्षः सततमनुत्रजेद्राः, ATT 
वा शिलोब्छवृत्तिभूंत्वा त्रह्मरथमुद्धरेत , tq सत- 
वमिवरः खनेद्ठा कूप, कृश तु सततं रक्षेत्‌ ॥ १२ ॥ 
साधनरहित व्यक्तियों के लिये प्रमेह में विशेष 
चिकित्सा-धनहीन या चन्धु बान्धन रहित प्रमेह रोगी, 
विना जूता पहने तथा छाता लगाये, भिक्षावृत्ति धारण 
करते हुए, एक आम में एक दिन ठहर कर, सुनि के समान 
इन्द्रियों को वश में करके, सौ योजन या इससे अधिक यात्रा 
कर, अतुळ सम्पत्ति झाली, श्यामाक ( सावां ) और नीवार 
( तीनी का चावळ ) खाकर, ऑवला, कैथ, तिन्दुक ( तेंदू ) 
तथा अश्मन्तक ( पापाणमेद्‌ ) का फलाहार करते हुए 
गों के साथ रहे एव गौ के गोवर और सूत्र का सेवन 
करते हुये निरन्तर उसके पीछे भ्रमण करे । यदि रोगी 
घाह्मण हो तो शिलोन्छदत्ति धारण करके cerca का उद्धार 
कर्‌ था वेदाध्ययन करे। We निरन्तर कृषि करे या कूप 
खोदे । a रोगी की रक्षा सदा करनी चाहिए ॥ १२॥ 
विमशः--भूमिपतितस्योत्सृष्टस्य कणश 
कणशो धान्यनद्दणमित्यर्थ* । भूमिष्ठमात्र 
Ferd ब्ाह्मगाविष्ठित शकटमुद्धरेत , अथवा ब्रह्म एवं रथो waa 


WHR, धारयेद्‌ वेदसित्यवै- | पापरोगप्रा 
द्‌ य. प्रमेहो वेदाध्यय- 
नान्‍्नाशमुपैति | इतर. शूद्र. । ( डल्हण. ) बा 


भवति चात्र-- 
अधनो घेद्यसन्देशादेबं कुतनेन्नतन्द्रितः | 


a शस्यम्रहणं fies, 
त्य शस्यस्य ्रदणसुन्छः । 


ह्ादणो$ध्यायः 
अथातः प्रमेहपिडकाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ { 
प्रमेहपिडकाचिकित्सोपक्रम-इसके अनन्तर प्रमेह पिढका 
की चिकित्साविधि का वर्णन क्रिया जा रहा है, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (gaa प्रस्ठति शिप्यों से ) कहा ॥ 
शराविकाद्या नव पिडकाः प्रागुक्ता; ताः प्राणव- 
तोऽल्पास्त्वङमांसप्राप्ता मृद्रःयो5ल्परुज. क्षिप्रपाकभेदि- 
न्यश्च साध्याः ॥ ३॥ 
साध्य प्रमेइविढकाओं के लक्षण--दाराविका आदि नव 
पिढकाओं का वर्णन पहले किया जा चुका है, इनमें 
वळवानू व्यक्ति की अएप, त्वचा एव मांस में स्थित, सदु, 
aay वेदना वाली और शीघ्र पकने तथा फूटने वाली पिडकायं 
साध्य होती हैं॥ ३॥ से 
ताभिरुपद्रुत॑प्रमेहिणमपचरेत्‌ । तत्र ब्‌ 
पतर्पेणं बनस्पतिकपायं वस्तमूत्र चोर्पादशोत्‌ ; एवम” 
कुर्वतस्तस्य मधुराह्दारस्य मूत्रं स्वेदः श्लेष्मा च मधुः 
रीभवति प्रमेहश्चाभिव्यक्तो भवति, तत्रोभयतः संशो- 
घनमासेवेत; एबमङु्वतस्तस्य दोपाः war मांस” 
शोणिते प्रदूष्य शोफं जनयन्त्युपद्रवान्‌ वा कांश्चित्‌ ; 
तत्रोक्तः प्रतीकारः सिरामोक्षश्न, एवमकुर्षेतस्तस्य 
शोफो बृद्धोऽतिमात्रं रुजो विदाहमापद्चते, तत्र श" 
प्रणिधानमुक्तं ्रणक्रियोपसेचा च, एवमङ्कुवतस्तस्य 
पूयोऽभ्यन्तरमवदार्योत्सङ्गं महान्तमवकाशं कृत्वा मरवद्धो 
भवत्यसाध्यः; तस्माटादित एव प्रमेहिणमुपक्रमेत्त॥४॥ 
प्रमेह पिडकाक्षों में अवस्थानुसार क्रियाविशेष का निर्देश- 
इनसे (शराविका आदि से) पीडित ग्रमेह रोगी की चिकित्सा 
करनी चाहिये। इन पिडका्ओों के पूर्वरूप में अपतर्पण (waa), 
'वनस्पतिर्यो ( वरआदि ) का छाथ और बकरे का सूत्र सेवन 
कराना चाहिये। इस नियम का पालन न करते हुए मधुर पदार्थों 
का सेवन ,करने वाळे उस रोगी का मूत्र, स्वेद, और wear 
मीठा हो जाता है तथा प्रमेह रोय की अभिब्यक्ति होती Bi इस 
दशा में वमन विरेचन दोनों प्रकार के सशोधनों का सेवन 
कराना चाहिये। इस प्रकार न करने चाळे रोगी के वढे हुए 
पदो, मांस तथा रक्त को दूपित कर शोथ या अन्य उपद्रवो को 
उत्पन्न कर देते हैं । इस दा में पूर्वोक्त (अपतर्पण से विरेचन 


अध्यायः १२ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


4६ 


तक एकादश उपक्रम ) चिक्रित्सा विधि का प्रयोग और 
शिरावेध करना चाहिए । इस चिकित्सा कम का saat 
करने चाले रोगी का शोथ वृद्धि को प्राप्त होता है, उसमें 
अत्ययिक पीडा होती है और विदाह ( पाक) उत्पन्न हो 
जाना द! इस दया में दाखक्रिग्रा एवं त्रण चिक्रित्सा विधि 
(घण के ३० उपक्रम ) का प्रयोग करना चाहिये। इन 
क्रियाओं को उपग्रोग में न लाने वाले रोगी का बढा हुआ 
पूय ( झोथ के अन्दर offre) अन्दर की चस्तुओं ( मांस; 
water anf ) को फाइकर ( गछाकर) बहुत वडा खोखळा 
(Cavity ) वना देता ह और असाध्य हो जाता हे । इस- 
लिए प्रारम्म से ही (qed की अवस्था से ही ) प्रमेह के 
रोगी की चिकित्सा ळरनी चाहिये ॥ 

विमहः--उत्नह उव उत्सङ्ग , amet हि चिरकाठपूयाव- 
स्थानेनावदारितमन्त-प्ररेश्ान्तरं निम्नमुत्सङ्गतुल्यत्वाद्‌ उत्सङ्ग 
उत्युच्यने । उद ऊध्व पूयस्य सङ्ग उत्सन्न इत्यन्ये ( eam: ) चरक 
ने भी अमेह पिउकाओं की चिकित्सा के लिए शल्‍्यशाख को 
ही उपयोगी माना हे--प्रमेदिणा याः पिडका मयोक्ता रोगावि- 
कारे पृथगेव सप्त । ताः शल्यद्वद्धि. कशळेश्विकरित्त्वाः शक्षेण सशोषन- 
रौपणैश्व ॥? ( च० चि० अ० ६ 

cre gabreneghes crates मदन 
वाचित्रकशटीम्नुद्दीवरुणकपुष्करदन्तीपथ्य़ा दशपतलो- 
न्मिता यवकोलकुलत्यांश्व प्रास्थिकान्‌ सलिलद्रोणे 
निष्काथ्य चतुर्भांगावरिष्टेऽवतार्यं वचात्रिवृत्कम्पिज्लक- 
भार्गनिचुलशुण्ठीग जपिप्पली विडज्नरोश्वशिरीपाणा भा- 
गेरबपलिक्रेघ्ंतश्रस्थं विपाचचेन्मेहयथुकृुएगुल्मोद- 
राशःप्लीहबिद्रावपिडकानां नाशचं नाम्ना धान्व- 
न्तरम्‌ 1 १ ॥ 

धान्चन्तर घुत--मिलावा, वेळ सुगन्ध वाळा, पिप्पलीमूल, 
करक्षिया, रक्तपुनर्नवा, वेतपुनर्नवा, चित्रक, कचूर, Gers, 
वरणा, TEAS, दन्ती और हरइ प्रत्येक द्रब्य TA पळ, 
at, वेर और कुळी एक पुक प्रस्थ, इन द्रव्यो का एक द्रोण 
जळ नें चतुर्थांग waar रहने तक छाथ क्रिया जावे। काय 
को अनि से उतार कर इसमें वच, fica, कवीला, भार्गी, 
ललबेन, diz, गजपिप्पछ, विद्र, era और शिरीष 
जाधा-न्षाघा पळ का कल्क डालकर एक प्रस्थ Ta पकावे | 
मेह, योय, GEA, उदर, अर्दा, प्लीहा, विद्रधि और पिडकाओं 
को नष्ट करने वाळा यह धान्वन्तर घृत दे ॥ ५ ॥ 

विमर्श--उढ्दण के मत से यह थोय प्रक्षिप्त है-“अना- 
dist गेगः, SMe AWA, तस्मान्न पठनीयः VP 

ठुविरेच्या हि मधुमेहिनो भवन्ति मेदोऽमिव्या- 

प्रशरीरत्मत्‌ , तस्मान्तीचणमेतेषां शोधनं gate | 
पिडकापीडिवाः सोपद्रवाः aa एव प्रमेहा मृत्रादिसा- 
gi मधुगन्वसामान्यात्‌ पारिभाषिकीं मधुमेहाख्यां 
लभन्ते ॥ ६1 

भ्रनेढरोग में तीदगशोधन का उपदेश--झरीर में सेद की 
अधिकता के कारण wade से पीडित रोगी citer होते है 
अर्थात्‌ उन्हे विरेचन बडी कटिनाई से होता ह! इसलिए 
उन्हें तीचग विरेचन देना चादिप्‌। पिडका जट और उपद्रव 


युक्त सभी प्रमेह, सूत्र जादि की मधुरता में मधु के तुल्य 
गन्ध धारण करने के कारण पारिभाषिक रूप से मधुमेह 
संज्ञा ग्राप्त करते हैं ॥ ६॥ 
न चेतान कथंचिदपि स्वेदयेत्‌ , मेदोबहुत्वादे- 
तेयां विशीर्यते देहः स्वेदेन ॥ ७॥ 
इनमें किसी प्रकार का स्वेदन नहींदेना,चाहिएक्थोंकि सेद 
की अधिकता के कारण स्वेदन से उनका दारीर गलता दे oll 
रसायनीनां च दोव॑ल्यान्नोध्वेसुत्तिप्न्ति प्रमेहिणां 
दोषाः, ततो मधुमेहिनामघः काये पिडकाः प्रादुभवन्ति ॥ 
दारीर के निल्न भाग में ही पिडका होने में कारण-- 
रसायनियों ( रस, पित्त, कफ और रक्त को वहाने वाळी 
घमनियोँ ) की दुर्बळता के कारण अमेह रोगियों के दोष 
ऊपर की ओर ( ऊर्ध्वभाग में ) agi उठते, इसलिए मधुमेह 
के रोगियों में शरीर [के निन्नभाग में ही पिडकाओं की 
उत्पत्ति होती है ॥ ८ ॥ 
विमर्शः--रसायनीनामित्यत्रािशव्दो छप्तनिर्दिष्टे द्रष्टव्यः, 
तेन रसपित्त्रफञ्चोणितवहाना धमनीनामित्वर्थः । दौवंल्यादिति । 
सर्वशरीरगतस्य स्ंद्रववातोरपानव्यानाभ्यामधोऽ्नुलोम्यमानत्वाद्‌ 
रसादिवद्दानामपि धमनीनामघ ण्व वलवत्त्व नतूर्वमित्यर्यः, रस- 
द्वारणीनामिति केचित्‌ पठन्ति । ( eee: ) 
अपकानां तु पिडकानां शोफवत्‌ प्रतीकारः) पक्का- 
नां त्रणवदिति; तेलं तु घणरोपणमेवादौ कुर्वीत, आर- 
स्घादिकपायद्रुत्सादनार्थ, शालसारादिकपायं परिषे- 
चने, पिप्पल्यादिकपायं पानभोजनेपु, पाठाचित्रक- 
शाब्रष्टाक्षद्राइहती सारिवासो AAT HAT प्णोरग्बधकुटज- 
मूलचूणीनि मधुमित्राणि घाञ्नीयात्त॥ ६ ॥ 
अपक तथा पक्क पिडकाओं की विशेष चिकित्सा--भपक्त 
पिडकाओं की चिकित्सा, शोथ की भाँति और पक की बण 
की भाँति करनी afer) न्णरोपण द्वव्यों से सिद्ध तैल 
का प्रयोग प्रारभ्भ में ही करना चाहिए । आरग्वधाद्गिण का 
छाथ उत्सादन ( निम्नत्रण को ऊँचा करना ) के लिए, शाल- 
साराढि गण का छाथ परिषेक के लिए, पिप्पल्यादिगण का 
छाथ पीने तथा भोजन में प्रयोग में छाना चाहिए और पाठा, 
चित्रक, sexta, छोटी करेरी, वडी कटेरी, अनन्तमूल, 
खोमवद्क ( कायफळ ), सपण, अमळतास तथा ङुरज की 
जड का चूर्ण ug मिलाकर चाटना चाहिए ॥ ९॥ 
शालसारादिवर्गकपायं चतुर्भीगाबशिष्टमवतार्य 
परिस्राव्य पुनरुपनीय साधयेत्‌ ; सिध्यति चामलक- 
रोधरप्रिय्गुदन्तीकृष्णायस्ताम्रचूर्णीन्याबपेत्त , एतदचुप- 
ard लेहीभूतमवतायोनुगुप्नं निदध्यात्‌ , ततो यथायो- 
गमुपयुज्ञीत; एप लेहः सर्वेमेहानां हन्ता ॥ १०॥ 
प्रमेह में rear लेद--झालसारादिगण के दव्या का 
again भवश्िष्ट छाय अभि से उतार, छानकर, पुनः अझि- 
पर पकावे, इस काथ में पाक के समय ऑवला, छोध, Frag, 
दुन्ती, काले छोह का चूर्ण ( भस्म ) शौर तात्रचूर्ण मिळावे, 
इसे जळने से वचाते हुए ee ( चाटने योग्य ) के समान 


क 


६० 
Pes aA cc Ameer ey ROR Pg ge 
होने पर अझि से उतार कर सुरक्षित स्थान में रखे । फिर 
विधान के अनुसार इसका सेवन करे । यह अवलेह सभी 
मेहों का नाशक है ॥ १०॥ 
त्रिफलाचित्रकत्रिकटुकविडङ्गमुस्तानां नब भागा" 
स्ताऽन्त एव क्रष्णाय्श्ृणस्य; तत्सर्वसेकध्यं कृत्वा 
यथायोगं मात्रा सपिर्मघुभ्यां संखन्योपयुञ्जीत, एतन्नः 
बायसम्‌ ; पतेन जाठय न भवति; सन्नोऽग्निराप्याः 
यते; दुनौमशोफपाण्डुकुटरोगाविपाककासश्वासभ्रमे- 
हाश्च न भवन्ति ॥ ११॥ 
प्रमेह में नवायस लौह--हरड, बहेडा, ऑवला, चित्रक, 
diz, मरिच, पिप्पल, विडङ्ग और नागरमोथा इन द्वव्यों का 
मिलित नव भाग और इनके समान क्रप्णछोह चूर्ण (भस्म) 
_ को एक साथ मिळाकर, इसकी उपयुक्त मात्रा मधु तथा छत 
के साथ सेवन करे। यह नवायस दै | इसके सेवन से स्थूलता 
(जाठय्य॑ स्थौल्य) नहीं होती, मन्द अभि भी प्रदीप्त होती है 
तथा दुःख देने घाले शोथ, पाण्डु, कु्रोग, अन्न का परिपाक 
न होना, कास, श्वास और प्रमेह आदि नहीं होते ॥ ११ ॥ 


शालसारादिनिर्यूहे भतुर्थाशावशेषिते | 
परिस्रुते ततः शीते मधु माक्षिकमावपेत्‌॥ १९ ॥ ˆ 
फाणितीभावमापन्न गुड शोधितमेव च । 
शलच्णपिष्टानि चूर्णानि पिष्पल्यादिगणस्य च॥ {३॥ 
ऐकध्यमाबपेत्‌ छुम्भें dest घृत भाविते | 
पिप्पलीचूर्णमधुमिः प्रलिपरेऽन्त.छुचौ ढे ॥ १४॥ 
एलच्णानि तीच्णलोहस्य तत्र पत्राणि बुद्धिमान्‌ | 
खदिराङ्गारतप्तानि बहुश सन्निपातयेत्‌॥ १५॥ 
सुपिधानं तु त कृत्वा यबपल्ले निधापयेत्‌ । 
मासांखींश्रतुरो वाऽपि याबदालोहसक्षयात्‌ ॥१६॥ 
ततो जातरस तं तु प्रातः प्रातयथात्रलम्‌ | 
निपेवेत यथायोगमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ || १७॥ 
कार्श्यकृद्वलिनामेष सन्नस्थाग्नेः प्रसाघकः | 
शोफलुद युल्महृत्‌ कुठमेहपाण्ड्यामयापहः | १८॥ 
प्लीह्ादरहरः शीरं त्रिपमज्वरनाशनः | 
अभिष्यन्टापहरणो लोहारिष्टो महागुणः ॥ १६॥ 
असेह में कोहारि्-शाळखारादिगण के geat का 
चतुर्थादा छाथ अवशिष्ट रहने पर अञ्चि से उतार कर छान ले 
और शीतळ होने पर इसमें ag तथा उसी काथ में गळाकर 
बनाया गया गुढ का शुद्ध राब एवं पिप्पल्यादिगिण के द्रच्योँ 
का महीन पिसा हुआ चूर्ण मिळाकर धूप आदि से संस्कृत 
शृत से भावित इसे पिप्पळचूर्णं और मधु एवं घुते हुए, 
पवित्र, दढ घडे में रक्षे। बुद्धिमान्‌ Sa तीच्य लोह के अनेक 
चिकने पत्रों को खैर के अंगार पर तपाकर इसमें डाले। 
फिर भटीर्मोति घडे का सुख चन्द कर उसे तीन चार मास 
या जब तक रोह गळ न जाय, जी की रानि में रखे ! इसके 
सिद्ध दाने पर, प्रतिदिन प्रात काळ अभि-बल और विधान 
के अनुसार AYES आहार करते हुए इसका सेवन 
करे। यदद बखवान ( मोटे ) स्यक्ति को कूण तथा are अभि 


garded 


को दीघ करता है, शोथ्नागक है, गुल्म, कुछ, मेह और 
पाण्डुरोग को मिटाता है, प्लीहोदर तथा विषमज्वर को झीध्र 
नाश करता दै एवं अभिष्यन्द ( मूत्राभिष्यन्द ) को दूर 
करता है। यह छोहारि्ट महागुणशाल्वी है ॥ १२-१९ ॥ 
प्रमेहिणो यदा मूत्रमपिच्छिलमनाविलम्‌ | 
विशदं तिक्तकडुकं तदाऽऽरोग्यं प्रचक्षते || Re ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रमेहपिडका- 
चिकित्सितं नाम डादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
नकल 
प्रमेह निवृत्ति के उत्तण--जिस समय पमेहग्रस्त रोगी 
का qa पिच्छिळतारहित, स्वच्छ, oa, तिक्त और कटु 
हो जाय उसे निरोग समझना चाहिए ॥ २० ॥ 
इृत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभापारीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
DC 
चयोदशोऽध्यायः 
अथातो मधुमेहचिकित्सितं वयाख्यास्यामः॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥ २॥ 
मधुमेह चिकित्सा का उपक्रम-इसके अनन्तर मधुमेह 
की चिकित्सां विधि का चरणन किया जारहा है, जैसा किं 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्च॒त safer शिप्या से) कहा ॥१-२॥ 
मधुमेहित्वमापन्नं भिषरिभः परिवजितम्‌ | 
योगेनानेन मतिमान्‌ प्रमेहिणमुपाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
चिकित्सकों से परित्यळ, मधुमेह प्रमेह के रोगी की 
चिकित्सा को प्राप्त बुद्धिमान वेद्य को इस योग के द्वारा 
करनी चाहिए ॥ ३॥ 
मासे Bs शुचो चेव शैलाः सूयोशुतापिताः | 
जतुप्रकाशं card शिलाभ्यः प्रख्त्रन्ति हि॥ 9 ॥ 
शिलाजीत की उत्पत्ति-शुक्र (ज्येष्ठ) और शुचि 
( आपाढ़ ) मास में सूर्य की किरणों द्वारा तपे हुए पर्वत, 
शिळाखण्डों से, काख के तुल्य स्वरस, टपकाते हैं ॥ ४ ॥ 
शिलाजत्विति विख्यातं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ | 
तरप्वादीनां तु लोहानां पएणामन्यतमान्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसे शिलाजतु कहते हें, यह सभी व्याधियों को नष्ट 
करता है! इसका सबन्ध रागा आदि ६ धातुओं ( १ रांगा, 
२ सीसा, ३ ताम्र, ४ रौप्य, ५ सुवर्ण और ६ कृष्णलोह ) 
में किसी एक धातु से रहता है ॥ ५॥ 
ज्ञेयं स्व॒गन्धतश्वापि पड्यानिप्रथितं क्षितौ । 
लोहाद्भवति तश्चस्माच्छिलाजतु जतुघ्रभम्‌ ॥ ६॥ 
श्ञिळाजीत के भेद तथा धातुविशेष के अनुसार रस वीर्य 
में विशेषता--भूतछ पर इसके उत्पादक ६ स्थान प्रसिद्ध 
है, जिनका ज्ञान धातुओं के अपने अपने गन्ध से होता है ! 
लोह धातु से लाख के तुल्य उत्पन्न होने के कारण इसे 
दिलाजतु कहते हैं । 
तस्य लोहस्य adie रसं चापि बिभर्ति तन्‌ । 
त्रपुसीसायसादीनि  श्रधानान्युचरोत्तरम्‌ ॥ ७॥ 
यथा तथा प्रयोगोऽपि Ag श्रेष्ठयुणाः स्मृताः | 


अध्याय १२ | 


शिलाजतु की उत्तरोत्तर श्रे्ठता--लोह अर्थात्‌ धातुओं 
में सम्बन्धित होने के कारण शिलाजतु इन धातुओं के वीयं 
रस ( वर्णन का प्रभाव ) को भी घारण करता है। जिस 
प्रकार रांगा, सीसा और लोह आदि धातु उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
होते हैं उसी प्रकार इनसे उत्पन्न शिळाजतु भी युण में 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है ॥ ७॥ 
तत्सर्वे तिक्तकटुकं कपायानुरसं सरमू॥ ८॥ 
कटुपाक्युष्णवीर्यं च शोषणं छेदनं तथा। 
शिलाजीत के सामान्य गुण--सभी मकार के शिलाजतु 
तिक्त, कटु, कपाय सर ( रेचक ) विपाक में कटु, उप्ण, वीर्य, 
शोषक तथा छेदन करने वाले होते है ॥ ८ ॥ 
तेपु यत्‌ कृष्णमलघु खिग्ध नि.शकेर च यत्‌ ॥ ६ ॥ 
गोमूत्रगन्धि यश्चापि तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते | 
प्रधान शिळाजीत के रक्षणफ--इनमें जो शिलाजतु काळा, 
भारी, fara, waa (रेत ) रहित और गोमूत्र की गन्ध 
चाळा होता हे वह श्रेष्ठ समझा जाता है॥ ९॥ 
तद्भावितं सारगणेह्टेतदोषो दिनोदये ॥ १० ॥ 
पिवेत्‌ सारोदकेनेब शलदणपिष्टं यथाबलम्‌ | 
जाङ्गलेन रसेनान्नं तस्मिञ्जीणे ठु भोजयेत्‌ ॥ (१1 
शिलाजीत के प्रयोग का विधान-वमन विरेचन के 
द्वारा शुद्ध शरीर चाला रोगी, शाळसारादिगिण के क्राथ की 
भावना देकर महीन पिसे हुए शिकाजतु को, शाळसारादि 
गण के छाथ के साथ ही भसमि-वळ के अनुसार प्रातःकाळ 


सेवन करे और भौपधि पाचन होने पर जोगळजीवों के मांस 
रस के साथ TA का आहार करे ॥ १०-११ ॥ 


विमर्शः--छेदन द्रष्य का ऊक्षण--दिलिट,न्‌ कफादिकान्‌ 
दोपानु-मूलयनि यद्दलात्‌। छेदन aan क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ 
शिलाजतु एक रसायन भौषधि है। चरक ने चार धातुओं 
को ही शिलाजतु का स्थान माना हे'--नात्युष्णशीत धातुभ्यश्च 
तुभ्यंस्तस्य सम्मव-। tag waren कृष्णायसाद3 | 
रसायन तद्विधिभिस्तद्‌ वृष्य तञ्च रोगनुत्‌ । शिलाजतु का गुण 
वर्णन करते हुए चरक लिखते हैं-*न सोऽस्ति रोगो aft 
साध्यरूपः शिलाहय यन्न जयेखसद्म । तत्कालयोगेविधिमिः प्रयुक्त 
स्वस्थस्य चोजी विपुला ददाति ॥' ( च० चि० ato १) शिलाजतु 
देखने में तारकोछ के समान काळा और गाढा द्रव होता है 
जो सूखने पर चमकीला तथा भंगुर हो जाता है। यह जळ 
में छुलनशीळ है किन्तु एळकोहोळ, छोरोफार्म या ईथर आदि 
में नहीं quar | आधुनिक विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित 
वस्तुएँ शुद्ध शिलाजतु में पायी जाती हैं । जळ ९५%, ऐन्द्रिय 
द्रव्य ३६.२०% पार्थिव Aer ३४ ९५५ ( Nztrogenous 
maltero) १०३% चूना ७८०% भौर अभ्रक १.३५% सम्भवतः 
भौतिक cat के इस अनुपात के कारण ही शिलानतु में get 
का संचय हुआ है जिसकी प्रशंसा आयुर्वेद के सभी अन्यों ने 
gens से की दे। शिलाजतु रकत तथा चस्ति रोगा को 
दूर करने चाळा उत्तम दव्य है। इसके प्रयोग से इक की 
रक्तवाहिनियाँ फेल जाती है जिससे उनमें रक्त अधिक 
पहुँचता हे और सम्भवतः मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। 
इसका प्रयोग मूत्र के दवभाग को ही बढाता है । यदि मूत्र 
में ( Phosphates या Albumin ) भाता हो तो इसके प्रयोग 


चिकित्सास्थानम्‌ 


६१ 


से वह घर जाता है | शिलाजतु रक्तद्वारा यक्व में पहुँच कर 


, सम्भवतः उसे उत्तेजित करता है क्योंकि इसके सेवन से पित्त 


अधिक निकलता देखा गया है । पित्ताशय site या अशमरी 
में इसके प्रयोग से छाभ पहुँचता है। यदि पित्तसञ्चय या 
अवरोध के कारण पाण्डु, BAST हो गया हो तो इसका 
सेवन छाभ पहुँचाता है। थकृत्‌ की शर्करा निर्माण प्रक्रिया 
पर भी इसका प्रभाव देखा गया है क्योंकि इसके प्रयोग से 
सूत्र तथा रक्त में (Sugar) की मात्रा कम हो जाती है । 
शिलाजतु रक्तभार ( Blood Pressure ) को ही कम करता है 
शिलाजतु के प्रयोग से त्वचा की रक्तवाहिनियों के फेळने पर 
eae की मात्रा बढ़ जाती है जिससे त्वचा का शोथहर जाता 
हे। इसके सेवन से बढ़ा हुआ मेद घटता है। इस क्रिया में 
( Metabohsm , की उत्तेजना सम्भवतः सहायक होती है । 
शिलाजतु शरीर मे बळ, वीय उत्पन्न कर जरा को दूर करता 
हे अतः इसे रसायन कहते हैं। 'श्षिवागुटिकाः शिछाजतु से 
निर्मित आयुर्वेद जगत्‌ की प्रसिद्ध औषधि है जिसके प्रयोग 
से मधुमेह ( Blood Pressure ) आदि रोगों में महान्‌ छाभ 
होता है। केवळ शुद्ध शिकाजतु का सेवन भी मूत्र में आने 
वाले ( 8५०7) की मात्रा को कम करने के लिए उपयोगी 
है। मधुमेह को नष्ट करने के लिए शालसारादिगण के क्राथ 
के साथ इसका सेवन विधान आगे बतळाया गया है । 
उपयुञ्य तुलामेव गिरिजादग्रतोपमातू | 
बपुर्वेणबलापेतो मधुमेहविवजितः ॥ १२॥ 
जीवेद्वर्षशतं पूर्णेमजरोऽमरसन्निभः | 
शत शत तुलायां तु सहस दशतोलिके ॥ १३॥ 
भल्लातकविधानेन परिहारविधिः स्मरतः | 
मेह कुछमपस्मारमुन्माद WNIT गरम्‌ ॥ १४॥ 
शोष शोफाशेसी गुल्म पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ | _ 
अपोहत्यचिरात्कालाच्छिलाजहु निषेवितम्‌ ॥१५। 
न सोऽस्ति रोगो य चापि निहन्यान्न शिलाजतु | 
शर्करा चिरसंभूतां भिनत्ति च तथाऽश्मरीम्‌ ॥१॥॥ 
भावनालोडने चास्य कर्तव्ये भेषजेहिंतेः | 
इस प्रकार अस्त तुल्य गुण वाले शिळाजतु की एक तुळा 
(सौ पळ ) सेवन करने पर रोगी मधुमेह से सुक्त हो कर, 
कान्तिमान और बलवान वनता है तथा अजर, भमर 
( देवताओं की तरह ) की भाँति सौ वर्ष की पूर्ण ong तक 
जीवित रहता है ! एक एक तुळा शिळाजतु का सेवन करने 
पर आयु के सौ सौ वर्ष की बृद्धि तथा दृश तुळा सेवन करने 
पर एक सहज वर्ष की आयु me हाती है। भल्लातक के 
विधान में कही गई परिहार विधि का पालन, शिलाजतु 
सेवन काल में करना चाहिए । शिळाजतु के सेवन से अल्प 
काळ में ही मेह, कुछ, भपस्मार, उन्माद, हीपद्‌, गर (विष ) 
दोप, शोप, शोथ, अन्न, गुल्म, पाण्डु और विपमज्वर नष्ट हो 
जाते हैं। ऐसी व्याधि कोई नहीं हे जिसे शिळाजतु नष्ट न 
करता हो। यह दीर्घ काळ से उत्पन्न शर्करा तथा अशमरी का 
भेदन करता हे इसमें हितकर औषधियों की भावना देनी 
चाहिए तथा उने साथ ही इसे घोळना चाहिए ॥ १२-१६॥ 
एवं च माह्लिक घातु तापीजमस्तोपमम्‌॥ १७॥ 


६९ 


घुश्वंतसाहवा 


RIT स्कल 
a LL ee 
TTA RELL ITE 
were 


मधुरं काद्नामासमम्लं वा रजतभ्रभम्‌ | 
पिवन्‌ aha जराकुएमेहपाण्डवामयक्षयान्‌ | १८ ॥ 

ममेह से स्त्रण॑माक्षिक का विधान--इसी प्रकार तापी 
नदी से उत्पन्न AAG, A, स्वर्ण के Tea माळूम 
पडने वाळे अथवा रजत की कान्ति वाले अस्छ माहिक-धातु 
(स्व॒णमाक्तिक, रौष्यमाद्िक) पीने से जुढ़ापा, कुष्ट, मेह, पाण्डु 
और चय आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ १२-१८ ॥ 

विमर्शः--स्वर्ण माक्तिकतया रौप्य मात्रिक भेद से माक्षिक 
दो प्रकार का होता दे । इसऊी उत्पत्ति ताप्ती नदी के किनारे 
मानी गई हे, किन्तु आाजकछ aries बिहार, नेपाळ, पक्षाव 
और घुन्देळ खण्ड की रियासतों में पर्याप्त पाया ३३8 दे, 
विदेशों से भी इसका आयात अधिक मात्रा में होता है । स्वर्ण 
माक्षिक ste का उपधातु है। कुछ ग्रन्थ स्तरणं के अभाव में 
इसका प्रयोग बतछाते हूँ। सम्भवतः घे स्वर्णमाच्षिक में 
सोने का कुछ अंश मानते हैं। परन्तु आधुनिक विश्लेषण के 
अनुसार इसमें लोह, गन्थक तथा अट्पांश ताम्र का भाग 
पाया जाता है । अतः इसे लोह का Compound माना गया 
हे और इसे Icon sulphide कद्दा जाता हे। मालिक रसायन 
औषधि 21 रसरबसमुच्यय कारने इसका गुणानुवाद इन 
seat में किया हे -'माक्षाकपातु सकळामयध्न* प्राणो रसेन्द्रस्य 
पर दि वृष्य । दुर्मल्लोद्दद्रयमेळनश्रव युणोत्तरः सर्वरसायनाम्रथः | 
छोह धातु का Comnound होने के कारण इसका प्रयोग 
पोषण के लिए लोह तथा स्वर्ण के स्थान पर पाया जाता हे । 
प्रमेह, कय, जीर्णज्वर और मन्दाभिजन्य़ पाण्डु रोगों में यह 
afa को dig करता हुआ रक्त के लाळ कणों को शीघ्र पोपित 
करता हे । ळोह Comdound रक्त-वाहिनियो को सकुचित 
करते हैँ, यढि कही से रकाब होता हो तो इनके प्रयोग से 
चह यन्द दो जाता है। सम्भवतः इसी इष्टिकोण से रक्तपित्त 
में dig तथा छोह Compound का प्रयोग प्रचलित दहै। शरीर 
में रक्तवृद्धि करने तथा वल्य हाने के कारण क्षय, कास, शोथ 
आदि रोगों में विशेपत' माल्षिक का प्रयोग किया जाता है । 


तद्भावितः कपातांश्च कुलत्थाग्च Rasta | 
पद्चरमंगुणातीतं श्रद्धावन्तं जिजीविपुम्‌ ॥ १६ ॥ 


शिछाजतु तथा माचिक धातु का सेवन करने वाले रोगी 
को क्धूतर भौर कुछथी का सेवन त्याग देना चाहिए । पञ्चम 
धातु अस्थि गत कुष्ट म संशोधन, dana आदि क्रियाओं से 
लाभ न होने पर, श्रद्धावान्‌ और जीने की इच्छा रखने चाळे 
€ कुष्ट रोगी की चिकित्सा अधोलिखित थोग के द्वारा होनी 
चाहिए )॥ १९॥ 

विमशे--पत्धकमंसुणानीवमित्यत्र॒ वमनादीना पञ्चकम go 
नामप्राप्फलमित्येके, तत्‌ तु न सम्यक्‌ , यन पत्चशब्देन पद्नमथात्व- 
म्थिरि”न कृष्टमुक्तस , नत्र कर्माणि संशोपनसशमनाभ्यक्नगुग्गुछ 
शिलाजतुप्रदनीनि, तेपा गुणा फलानि, तार्स्यतासम्‌। अन्ये तु 


Ag 


पूरवरूपब्रियया az रमादि-वातूना चनुणी क्रियासमृष्टः पद्चकर्मा- 
धीनि मन्यन्त । ( टल्दण' ) 
योगेनानेन मतिमान्‌ साथयेदपि कुप्ठितम | 
वृक्षारतुबरका चे स्युः पञ्चिमाण्रभूमिषु ॥ २०॥ 
दीचीनरद्रविेपमारतोदूधूत पल्लवाः | 


re 


ar 


तेपां फलानि गृहीयात सुपकान्यम्चुदागमे ॥ २१॥ 

मजां तेभ्योऽपि dea शोपयित्वा बिचूण्य च | 

तिलवत्र पीडयेदू द्रोण्यां areata कुछुम्मवत्‌ ॥२२॥ 

ade संहतं भूयः पचेदातोयसंश्षयात्‌ | 

अवतार्य करीपे च पक्षमात्रं निधापयेत्‌ || २३॥ 

मधुमेह में तुवरक का विधान-इस योग के द्वारा कष्ट 

रोगी की भी चिकित्सा afar वेद्य को करनी चाहिए । 
पश्चिम समुद्र के तट पर स्थित, लहरों के थपेडों से उटी हुई 
वायु के द्वारा कम्पित पत्तों वाले तुवरक वृक्ष के पके हुए फलों 
को, वर्षाऋतु के आगमन पर एकत्रित करे और इन wel 
की dish निकाळ, सुखा कर चूर्ण वनावे तथा तिळ के समान 
द्रोणी (stag) में पेर कर या कुसुम्भ चीज की भाँति दुवा 
कर तेल निकाले । इस तळ को फिर अभि पर पका कर तेल 
के जलीयांश को जळावे और afr से उतार कर पन्द्रह दिन 
उपलेो की ढेर में रखे ॥ २०-२३ ॥ 

Rava: स्विन्नो हृतमलः पक्षादृध्यं प्रयत्नवान्‌ | 

चतुर्थ भक्तान्तरितः gat दिवसे शुभे ॥ २४॥ 

मन्त्रपूतस्य तेलस्य पिवेन्मात्रां यथाबलम्‌ | 

तत्र सन्त्र प्रबच्यामि येनेदमभिमन्त्यते ॥ २५॥ 

बलवान रोगी sea तथा स्वेदन से stat को दूर कर, 

पन्द्रह टिन के पश्चात्‌, शछ पक्ष के शुभ दिन मे, चतुर्थ 
भक्तान्तरित हो कर ( तीसरे ढिन प्रातः काळ ) संसर्जन क्रम 
से पेया, विलेपी आदि के सेवन द्वारा बल प्राप्त करके मन्त्र 
से पवित्र किए गए तेळ की मात्रा ( एक कर्प प्रमाण ), पान 
करे । जिस मन्त्र के द्वारा यह अभिमन्त्रित किया जाता है 
उसे कहता हूँ ॥ २४-२५ ॥ 


विमर्शः-चतुर्थमक्तान्तरित शति पक्षादूर्थ्व प्रथमेषद्धि साय 
प्रातः प्रक्कतिमोजनद्वयम्‌ | द्वितीयेऽहि प्रातर्भुक्त्वा साय भोजन न 
कार्यम्‌, फळाम्ल्युष्णोटक वा पाययेत्‌ साय भोजनस्थाने, TART 
Taser लघुझोष्ठाय प्रात" स्ने दाच, एव चतुर्थमक्तान्तरित 
भवतीत्यर्थ । ( seen.) तुवरक का परिःचय--'प्रेस्ु केशरा- 
कारेः कछायसद्गरीः GS । शृक्षस्तुवरको नाम पश्चिमार्णवतीरज, ॥ 
गठित gu ( Leprooy ) में gave ae का प्रयोग आज कळ 
किया जाता हे ॥ २४-२५ ॥ 


STAN महावीर्य सर्वान्‌ धातून्‌ विशोधय | 
शाङ्कचक्रगदापाणिस्त्वामाज्ञापयतेऽच्युत 1 २६॥ 
हे महाप्रभावदाळी Aa! सभी malt को शुद्ध 
करो, शस, चक्र और गदा को हाथ में धारण करने वाळे कृष्ण 
तुम्हें आज्ञा देते हैं ॥ २६ ॥ 
तेनास्योष्त्रमवश्चापि दोपा यान्त्यसकृत्तत: | 
अस्नेहलबणां सायं यवागूं शीतलां पिवेत ॥ २७॥ 
ree ्रपिवेत्तेतमनेन विधिना नरः | 
पन्नं परिह्रेच्चापि मुद्युपीदनाशनः ॥ २८ ॥ 
इस तेल के प्रयोग से, वमन तथा विरेचन फे द्वारा रोगी 
के दोप एक साथ चाहर निकळते हैं। फिर रोगी को अठपस्तेह 
Ud wage sas यवागू खायंकाळ में पिळावे । इस विधि 
के द्वारा रोगी पाँच दिन तळ पान करे और एुक पक्ष वक 


अध्यायः १३-१४ ] 


"मावळ 


क्रोध आदि का त्याग कर सूंग के थूप के साथ चावळू (भात) 
का भोजन करे ॥ २७-२८ ॥ 
पद्वमिडिवसेरेव सर्वकुष्टेविमुच्यते | 
तदेव स्वदिरकाये त्रिगुणे साधु साधितम्‌ ॥ २६॥ 
निहितं पूर्वन पश्चान्‌ पिवेन्मासमतन्त्रितः | 
तेनाभ्यक्तशारीरश्च कुर्वीताहारमीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 
भिन्नस्वरं रक्तनेत्रं विशीर्ण कृमिभक्षितम्‌ । 
अनेनाशु प्रयोगेण साधयेन कुष्टिनं नरम्‌ ॥ ३१॥ 
सपिर्मधुयुतं पीतं तदेव खदिराम्जुना | 
पन्षिमांसरसाह्दारं करोति द्विशातायुषम्‌॥ :२॥ 
तदेव नस्ये पञ्चादाद्विवसालुपयोजितम्‌। 
वपुष्मन्तं श्रुतिधरं करोति त्रिशतायुपम्‌ ॥ ३३॥ 
शोघयन्ति नरं पीता मञ्ञानस्तस्य मात्रया | 
सहावीर्येस्तुबरकः कुष्टमेद्ापह. परः ॥ ३४॥ 
इस प्रकार पाँच दिन में ही रोगी सच प्रकार के कुष्टों से 
सुक्त हो जाता है । इसी तेल को खर के तिगुने छाथ में मळी 
माँति सिद्ध करके, पूर्ववत उपलों की रादि में पक्ता कर 
(wre दिन के पश्मचाव ) एक मास तक आलस्य-रहित हो 
सेवन करे यह सब्र मकार के Fol को नष्ट करता है 1 इस तेळ 
की मालिश करके पूर्वोक्त आदार ( मूग का यूप और भात ) 
करे! जिम कुष्ट रोगी को ade हो, नेत्र रक्तवर्ण ही, मास 
Te गया हो तथा कीडे पट गए हो, sagas प्रयोग के द्वारा 
दीघर स्वम्थ करे इस तेल को घृत तथा मधु मिला कर खेर 
के छाथ के साथ पीने और पहियों के मांसरस का आहार 
करने से दो सौ वर्ष की आयु होती है। इस तेल का पचास 
दिन तक नरय लेने से यह मनुष्य को उत्तम शरीर चाळा, 
सुनी हुई वात को स्मरण रखने वाळा तथा तीन सौ वर्ष की 
आयु चाळा बनाता हे । मात्रापूर्वक तुवरक की मञ्चा ( तेल ) 
का पान करने से यह मनुप्य का शोधन करता ह । महा 
प्रभावगाली तुवरक छुछ एवं प्रमेह को नष्ट करने में 
उत्कृष्टनम है ॥ २९-३४ ॥ 
सान्तधूमस्तस्य TM तु दग्बः 
क्षिप्रस्तेले सेन्ववं चाञ्जनं च | 
पेल्ल्यं हन्यादर्सनकान्ध्यकाचान्‌ 
नीलीरोगं तैमिर चाञ्जनेन॥ ३५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मधुमेह- 
चिकित्सितं नाम त्रयोदशो$व्यायः ॥ १३॥ 
हाद, 


तुवरक की मज़ा, सेन्धा नमक भौर अञ्जन ( स्नोतोक्षन ) 
को अन्तर्धूम विधि से जला कर, dacs ae में मिळावे इस 
अञ्जन के प्रयोग से जम ९ पाठान्तर fret) राज्यन्व, 
anf ब्‌ होते क 
काच, fet रोग और तिमिर नष्ट होते हं 1 ३० ॥ 
इत्यायुर्वेदतच्वसन्दीपिकार्या भापाटीकायां अयोदशो5ध्याय* ॥ 


2 


चिकित्सास्थानम्‌ 


NNN ANN, 
Ne 


६३ 


चलुदेशोऽध्यायः 


अथात उदराणां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 

उदर चिक्त्सोपक्रम--इसके अनन्तर उद्र रोगों की 
चिकित्सा विधि का वर्णन म्या जा रहा है, जैसा कि भगवान 
धन्वन्तरि ने (gaa mals Brat से ) कहा ॥ ६-२ ॥ 

अष्टाबुदराणि पूवमुदिष्टानि | तेप्बसाध्यं बद्धगुर्द 
परिस्रावि च; अवशिष्टानि कृच्छुमाध्यानि; aaa 
प्रत्याख्यायोपक्रमेत | तेण्वाद्यद्वतुर्वर्गा भेपजसाध्य'; 
उत्तरः SATA, कालग्रकर्पात्‌ सर्वाण्येव शस्रसा- 
घ्यानि वर्जयितव्यानि वा ॥ ३॥ 


उदर रोगों की साध्यासाध्यता-आट प्रकार के उदर 
रोगों का वर्णन पहले ( निदान स्थान में ) किया जा चुका 
+ ee 
है । उनमें वदगुढोटर तथा परित्तावी जसाध्य एवं शेप कष्ट 
साध्य होते हैं। सभी उदर रोगों को असाध्य समझते हुए 
उनकी चिकित्सा करनी चाहिण्‌ । इनमें प्रारम्भ के चार उदर 
रोग ( वातज, पित्तज, कफज और दूपीतिप नि।मत्तज ) 
औषधि साध्य, शेप (प्छोहोदर, बद्धगुदोदर, चतोदर एवं 
दकोदर ) दाखसाध्य होते हैं। अधिफ समय व्यतीत होने पर 
सभी उद्र रोग राख साध्य अथवा असाध्य होते हैं ॥३॥ 

उदरी तु गुवेभिष्यन्दिरुक्षविदाहिस्तिग्धपिशितपरि- 
पेकावगाहान्‌ परिहरेत्‌ ; शालपष्टिकयवगोधूमनीवारान्‌ 
नित्यमश्नीयात्‌ ४॥ 

उदर रोगमें पथ्यापथ्य--उदर रोगी को गुरु, अभिष्यन्दी, 
eu, विदाही, ल्निग्धपिदित ( मेदयुक्त मांस ) पदार्थो का 
भोजन तथा स्नान और नदी में तरना आदि त्याग देना 
चाहिए । झालि, साटी, जी, गेहूँ और नीवार (धान्य विशेष) 
का भोजन प्रतिदिन करना चाहिए ॥ ४॥ 

तन्न वातादरिणं विदारिगन्धादिसिद्धेन सपिषा 
स्नेहयित्वा, तिल्वकविपक्केनानुलोम्य, चित्राफलतेलप्र- 
गाढेन विदारिगन्धादिकपायेणास्थापयेदनुवासयेच्च, 
शाल्वशेन चोपनाददवेदुदर, सोजयेच्चेनं विदारिंग- 
न्वादिसिद्धेन gtr आङ्गलरसेन च, स्वेदयेच्चा- 
भीदृणम्‌ 1५॥ ; 

वातोदर-चिक्त्सा--वातोद्र के रोगी को विदारिगन्धादि 
गण से सिद्ध धृत के द्वारा स्नेहन और aya सिड घृत के 
द्वारा विरेचन देकर, पर्याप्त प्रमाण में एरण्ड तेळ मिश्रित 
विदारिगन्धादि गण के छाथ से आस्थापन तथा अनुवासन 
वस्ति का प्रयोग करे और उदर पर mean की gefta 
aia. इस रोगी को - विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध और 
जाँगल-जीवों के मांसरस के साथ भोजन करावे और वार- 
थार स्वेदन करे ॥ ५ ॥ 

पित्तोदरिणं तु मधुरगणविपक्रेन सर्पिषा स्नेह- 
यित्वा, श्यामात्रिफतात्रिवृद्दिपक्केनाचुलोम्य, शकरामधु- 
घृतप्रगाढेन न्यप्नोधादिकपायेणास्थापयेदनुवासयेश्व, 


६४ 


SSS SSS COLL LANL DLL LLL PPL LOL IDOL LN SYP नाका क्ला काला नाड्या 


RI 
पायसेनोपनाइयेहुद्रं, भोजयेच्चेनं विदारिगन्धादिसिः 
द्वेन पयसा ॥ ६॥ 
. पित्तोद्र चिकित्सा--पित्तोदर के रोगी को मधुर गण 
(arent गण ) से fas घृत के द्वारा स्नेहन और 
विघारा, हरड, वहेडा, आंवळा और निशोथ से सिद्ध छत के 
द्वारा विरेचन देकर, पर्याप्त परिमाण में शकरा, AZ और घृत 
मिश्षित न्यग्रोधादि गण के काथ से आस्थापन तथा अनुवासन 
चर्त का प्रयोग करे, उदर पर जीर की पुळटिस aa एवं 
विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध के साथ भोजन करावे nan 
श्लेष्मोदरिण तु पिप्पल्यादिकपायसिद्धेन सपिषो- 
qaa, स्तुहीक्षीरविपक्तेनानुलोम्य, त्रिकडुकपृत्रक्षार- 
तेलप्रगाढेन मुण्ककादिकपायेणास्थापथेदलुवासयेच्च, 
शणातसीघातकीकिएवसपंपमूलकबीजकन्केश्चोपनाह- 
get, भोजयेच्चेतं त्रिकटुकम्रगाढेन छलत्थयूपेण 
पायसेन वा, स्वेदयेच्चाभीदणम ॥ ७ ॥ 
श्लेप्मोद्रःचिकित्सा--छेप्मोदर के रोगी को पिप्पल्यादि 
कपाय से सिद्ध घृत के द्वारा स्नेहन और सेहुण्ड के दूध से 
सिद्ध धृत के द्वारा विरेचन देकर, प्रचुर परिमाण में ate, 
मरिच, पिप्पल, गोमूत्र, यवत्तार और तेळ मिश्रित झुप्ककादि 
गण के छाथ से आस्थापन तथा अनुवासन चस्ति का प्रयोग 
करे, उदर पर सन, तीसी, थाय के फूल, सुराबीज, सरसों 
भौर मूळी के वीज के कक की पुळटिस वांधे पुव कुछथी के 
छाथ में पर्याप्त Bega मिळाकर अथवा खीर के साथ 
भोजन करावे और घार-वार स्वेदन करे ॥ ७ ॥ 
दृष्योद्रिण तु प्रत्याख्याय सप्तलाशक्विनीस्वरस- 
सिद्धेन सर्पिषा विरेचयेन्मासमर्धमासं वा, महावृक्षक्षी- 
रसुरागोमूत्रसिद्धेन वा; Yard ठु | 
शुक्षाकाकादनीमूलकल्कं पाययेत्‌ ; saver वा 
कृष्णसर्पेण दशयित्वा भक्षयेदू बल्लीफलानि वा, मूलजं 
ara था विघमासेषयेत्‌ , तेनागदो भवत्यन्य बा 
भावमापद्यते ॥ ८ ॥ 
दूष्योद्र'चिकित्सा-दूपीविपजन्य उद्र रोगी को stared 
समश्च कर, सातला सेइुण्ड और दाखिनी ( काळमेच भेद ) 
के स्वरस से सिद्ध घृत के द्वारा पक मास या vere दिन 
विरेचन करावे, अथवा सेहुण्ड के दूध, सुरा और aaa 
के द्वारा सिद्ध घत से विरेचन करावे। कोए शुद्ध होने पर, 
मद्य के साथ कनेर, Tell और काकादनी ( वायसतिन्डुक ) 
की जड़ का कर्क पिछावे। अथवा काले सपं से गन्ने के हुऊडे 
था कफडी आदि फलों को कटवा कर गावे। अथवा मळज 
और कन्दुज विपों का सेवन करे। इस क्रिया से रोगी या 
a निरोग दो जाता दै अथवा अन्य भाव ( झत्यु ) को प्राप्त 
करता दे ॥ «८ ॥ 
7 विमर्श---दूपीविप--निमित्तज उद्र रोग की चिकित्सा 
में सपत्रिप अथवा सूळज और कन्दुज विपां का प्रयोग 'तिपस्य 
विषमौषधमसः उक्ति को चरितार्थ करता हे । वर्तमान होमियो 
पथिक चिदिग्सा यिज्ञान इसी सिद्धान्त पर आधारित है। 
चरक ने भी क्रियातीत त्रिदोपज उद्र रोग से भौतिक तथा 


सुश्रुतसंहिता 


सपविप के प्रयोग की विधि का प्रतिपादन किया है--प्रान 


damage विषमस्मै प्रदापयेत्‌ । यस्मिन्‌ वा कुत्रितः सर्पों 
विसजेद्धि फले विषम्‌ ॥' ( च, चि, अ. १८) 
भवति चात्र 
कुपितानिलमुलत्वात्‌ संचितत्वान्मलस्य च | 
सर्वोदरेपु शंसन्ति बहुशस्त्वुलोमनम ॥ ६॥ 
उदररोग में दोपाचुळोमन की प्रशंसा -जैसे ऊि-प्रकृपित 
वायु और मळू का संचय उदर रोग की उत्पत्ति के मूळ 
कारण है। अतः सभी उदर रोगों में अनेक वार विरेचन 
कराना उत्तम माना गया है ॥ ९॥ 
अत ऊर्ध्वं सामान्ययोगान्‌ बदयामः | तथथा-- 
एरण्डतेलमहरहर्मासं द्वौ वा केवलं qaqa क्षीरयुक्तं 
वा सेवेतोदकत्रजी, माहिपं बा मूत्रं क्षीरेण निराहारः 
सप्तरात्रम्‌ + उष्टोक्षीराहारो वाऽन्नवारिवर्जी, पक्षं 
पिप्पलीं बा मासं पूर्वोक्तेन विधानेनासेवेत, सेन्धवा- 
जमोदाथुक्त वा निक्ुम्भतैलम्‌ › आद्रेश्वङ्गवेररसपात्र- 
शातसिद्ध चा बातशूलेऽबचाय, शङ्गवेररसबिपकं धीर" 
मासेवेत, चव्यश््वन्ञ वेरकल्क बा पयसा सरलदेवदार- 
चित्रकमेष बा, (मु ) सुरङ्गीशालपर्णीश्यामाघुननेबा- 
कल्कं वा, ज्योतिष्कफलतेल वा क्षीरेण स्वजिकाहि- 
मिश्रं पिवेत्‌ | 
उद्र रोगों में कतिपय सामान्य योग-इसके आगे साधारण 
योगों का वर्णन किया जाता हे । जैले कि-पुरण्डतेल 
प्रतिदिन एक या दो मास केवळ गोमूत्र या दूध के साथ जळ 
त्यागकर, सेवन करे, अथवा निराहार रहकर भैंस का मूत्र 
दूध के साथ सात दिन सेवन करे। अथवा अश्न भौर जळ 
व्थागकर पन्द्रह दिन ऊँटनी का दूध पीवे या पूर्वोक्त विधान 
के अनुसार पिप्पली ( agara पिप्पली, वातशोणित अध्याय 
में पठित ) का सेवन एक भास करे। अथवा सेन्धा नमक 
और अजवायन के साथ दन्ती के तेछ का सेवन करे । अथवा 
वातजशूर सें सौ आढक one और dis के स्वरस से सिद्ध 
दन्ती तेल ( तन्त्रान्तर में तिळ de) का सेवन करे! 
age स्वरस से सिद्ध दूध का सेवन करे। अथवा चव्य और 
आएक का करक था चीड, देवदार और चित्रक का Hee 
दूध के साथ सेवन sti अथवा सुरङ्गी ( सहिजन), 
शाळपर्णी, विधारा और पुनर्नवा का कएक दूध के साथ 
सेवन Rl अथवा माळकांगती के तेल में सजीखार और 
हींग मिलाकर दूध के साथ पीवे। 
गुडद्वितीया वा हरीतकीं भक्षयेत्‌ , स्नुहीक्षीरभा- 
वितानां बा पिप्पलीनां सहस्र कालेन, पथ्याकृष्णा- 
i व 
चूण वा स्नुहीश्नीरभावितमुत्कारिकां पक्का दापयेत्‌ | 
अथवा गुड़ के साथ हरीतकी खावे। अथवा सेहुण्ड के 
दूध में भिगोई गई एक सहस्र पिप्पली, जितने समय में 
खा सके खावे, अथवा Ute भौर पिप्पछी के चूण में सेहुण्ड 
के दूध की भावना दे, उत्कारिका ( छप्सी ) पका कर खावे । 
हरीतकाधृण प्रस्थमाढके घृतस्यावाप्याङ्गारेष्व 
भिविलाप्य खजेचाभिमथ्यानुरुप्रं कृत्वाऽर्थमास यव- 


अध्यायः १४ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ ६४ 


पल्ले वासयेत्‌ , ततश्चोद्धृत्य ware हरीतकी- 
काथाम्लदधीन्यावाप्य विपचेत्‌ , तद्यथायोग॑ मासम- 
धेमासं वा पाययेत्‌ | 

एक प्रस्थ ETS का चूर्ण एक आढक घी में मिला, af 
पर पिघलावे और कोंचे से मथकर जौ की राशि में पन्द्रह 
दिन सुरक्षित रसे, फिर उसे निकाळ कर छान लेवे और 
हरीतकी काथ तथा ग्बद्दा दही मिलाकर पऊावे । इसे विधान 
के अनुसार एक मास या पन्द्रह दिन पिळावे । 

wet पयसि मददवृक्षक्षीरमावाप्य विपचेत्‌ , 

विपकं चावताये शीतीभूतं मन्थानेनाभिमध्य नवनी- 
तमादाय भूयो महावृक्षक्षीरेणेव विपचेत्‌ , तद्यथायोगं 
मासं माखाथ वा पाययेत | 

गाय के दृधमें Ages का दूध मिळाकर पावे, पकने पर 
afi से उतार कर, शीतळ होने पर मथनी से मथर मरुखन 
निकाले और उसे सेहुण्ड के दूध के साथ ही पुन' पफ़ावे । 
इसे विधान के अनुसार एक मास या were दिन पिलावे । 


हरिट्राशाद्धिनीतिवद्चिकटुकानामघेकार्पिका भागा राज- 
बृश्षफलमञ्ामष्टो कपो:, महावृक्षक्षीरपले द्रे, wat 
क्षीरमूत्रयोरष्टाबष्टौ पलानि, एतत सर्व घृतप्रस्ये समा- 
बाप्य विपचेत्‌ तद्यथायोगं मासमर्थमासं वा पाययेत्‌ | 
चव्य, चित्रक, दन्ती, अतीस, कूठ, सारिवा, त्रिफळा, 
अजवायन, हल्दी, दाखिनी ( यवतिक्ता), निद्योथ और 
त्रिकटु, प्रत्येक आधा २ क्ष, अमळतास के फळ की गुदी आठ 
कर्प, सेहुण्ड का दूध दो पळ, याय का दूध और गोमूत्र 
आठ-आठ पल, इन सब Feat को एक प्रस्थ ga में मिला 
कर Tae! इसे विधानानुसार एक मास या पन्द्रह दिन 
पिळावे 1 
एतानि तिल्वकधृनचतुथोनि सर्पीप्युदरशुल्मवि- 
FOAM EGAN MATTE TAT fats: 
नार्थ; मूत्रासवारिष्टसुराश्वाभीव्णं महावृक्षक्षीरसंग्रताः 
सेवेत; विरेंचनद्रव्यकपायं वा श्य्ठवेरदेबदारुप्रगाढम्‌ ॥ 
इन तीनों तथा चौथे तित्वक घृत (वातद्य़ाधि में पदित) 
का प्रयोग उदर, गुल्म, विद्रधि, adie, आनाह, कुष्ट, 
उन्माद और अपस्मार में विरेचन के fer करना चाहिए। 
गोमूत्र, आसत, अरिष्ट और सुरा का सेवन ages का दूध 
मिलाकर वार वार करना चाहिए अथवा विरेचन zeit के 
छाथ में dis भौर देवदार का चृणं ्रचुर परिमाण में मिळा 
कर सेवन करना चाहिए ॥ १० ॥ 
वमनविरेचनशिरोविरेचनद्रव्याणां पालिका भागाः 
पिप्पल्यादिवचादिहरिट्रादिपरिपठितानां च द्रव्याणां 
इलक््णपिष्टानां यथोक्तानां च लवणानां, तत्सव मृत्र- 


गणे ग्रक्षिप्य महावृक्षक्षीरप्रस्थं च सृद्धप्रिना अवघट्टयन्‌ 


विपचेदप्रदग्धकल्क, तत्साधुसिद्धमवताये शीतीभूतम- 
नमात्रा शुटिका वर्तेयेत , तासामेकां द्वे तिस्रो वा 


& go चि० 


गुटिका वलापेक्षया मासांखींश्चलुरो बा सेवेत, एषा 
ऽऽनाहवर्तिक्रिया विशेषेण महाव्याधिपूपयुज्यते (विशे- 
पेण ) कोप्रजांश्च कृसीनपहन्ति कासश्वासक्रमिकु्ट- 
प्रतिश्यायारोचकाविपाक्रोदाततीश्च नाशयति ॥ ११॥ 

उदर रोग में मूत्र वत्ति--दमन ऱ्य (azarae आदि), 
विरेचन द्रव्य ( निश्नोथ आदि,संशोधनःदासनीय अध्याय 
सें पठित ), विष्पल्यादि, बचादि और हरिद्रादि गण (z= 
संग्रहणीय अध्याय में पठित ) के हव्य तथा पाँचो नमक 
प्रत्येक एक-एक पळ छे, महीन पीसकर चूर्ण बनावे । फिर 
समस्त qo को गोमूत्र आदि ( आहों मत्र) ait में एक 
प्रस्थ सेहुण्ड के दूध के साथ, weg से चढाते हुए, जिसमें 
कल्क जलने न पावे, धीमी ala पर पकाते । जब पाक 
भळी-भाँति fae हो जाय, अञि से उतार कर शीतळ होने 
पर एक-एक कप प्रमाण की गोलियाँ बनावे । इनमें से एक, 
दो, था तीन वटी, दाक्ति के अन्सार, तीन था चार मास 
तक सेवन करे । यह भानाहवर्ति विशेष कर महाव्याधियों 
में प्रयुक्त होती है और कोष्ठगत क्रमियों को भारती हे तथा 
कास, श्वास, कृमि, कुष्ट, प्रतिश्याय, अरोचक, अन्न का 
परिपाक न होना एवं उदावत को नष्ट करती हे ॥ ११॥ 

सदनफलमञ्ञकुटजजीमतकेक्ष्वाकुधामार्गवत्रिवृच्चि” 
कटुकमर्पपलबणानि maaan पि- 
ट्राउद्ुपमात्रां वर्ते. कृत्वोदरिण आनादे तेललब- 
oe 

णाभ्यक्तगुटम्येकां द्वे तिखो वा पायौ निदध्यात्‌ , 
एप!ऽऽनाहवर्तिक्रिया वातमूत्रपुरीपोदावतोध्मानानादेषु 
विधेया ॥ १२॥ 

set रोग में आनाहवर्त्ति-क्रिया-मैनफल की गिरी, 
कुटज, जीमूत ( देवदाळी ), इच्वाऊ ( कदतुस्त्री ), धामार्गव 
९ महाकोदातकी ), निद्योथ, dis, afta, पिष्पळी, सरसों 
और पाँचो नमक को सेहुण्ड के दूध या गोमूत्र किसी एक 
के साथ पीसकर, अँगूठे के बरावर वर्ति बनावे तथा उद्र 
रोग में आनाह होने पर, रोगी की युदा में तेल-नमक 
लगाकर, एक या दो वर्ति ्रवेश करे इस आनाहवर्ति- 
क्रिया का प्रयोग वातज, मत्रज और घुरीपज उदावत, 
आध्मान तथा आनाह में करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

विमर्श:--उदावर्त, आध्मान तथा आनाइ इन तीनों 
व्याधियों में वायु की प्रधानता रहती है, किन्तु ळ्रणमेद्‌ 
से इनकी गणना पृथक्‌-पृथक्‌ की गई हे । gga ने उदावतं 
की उत्पत्ति के अनेक कारण वतळाये ह तथा इसकी निरुक्ति 


भिन्न शब्दों में की हे -'वातविण्मूचजम्भाथुक्षवोद्रारवमीन्द्रिये. 1 
व्याइन्यमानरुदितैरुटावर्तोीं निरुच्यते ॥? 


(सु. उ. अ. ५५) 
आध्मान का छच्षण--'साटोपमत्युग्ररजमाध्मातमुदरं ZI | 
आव्मानमिति जानीयादीर वातनिरोधजम्‌ ॥! (सु, नि. अ १) 


आनाह रोग, आमरस या मळ के आमाशय या पक्काशय में 
सचित होने के कारण उत्पन्न होता है--आम year निचित 


क्रमेण भूयो विवद्ध विद्युणानिलेन । प्रवर्तमान न ययास्वमेन विकार- 


मानाहमुदारम्ति ॥? ( सु. उ. अ. ५६ ) 


प्लीह्दोइरिणः स्निग्घस्विन्नस्य दध्ना भुक्तवतो 


६६ 


सुश्रुतसंहिता 


Dore me pi wn IIo Sp pT gn 3 TE TTT TDP POTD 
STIS OPEL LPL PDD APPL YIP Rpg Rp pA ००० ०००० EPPA TIP VI LOL मात आज |; © 


वामबाहो कूर्पराभ्यन्तरतः सिरां fer, विमर्द यश्व 
पाणिना प्लीहानं रुषिरस्थन्दनाथं; ततः dyad 
समुत्रशुक्तिकाक्षारं पयसा पाययेन › हिंद्डुसौवर्चिके 
चा श्रीरेण, खुनेन पलाशक्षारेण घा यवक्षार, किंशुक 
करोदकेन वा चहुश' खुतेन waar, पारिजातकेश्षु- 
रकापामागक्षारं चा, datas शोभाज्ञनकयूयं पिप्प- 
लीसंन्थवचित्रकयुक्त, = पूनिकरञ्जक्षारं वा$म्लखुतं 
विडलबणपिप्पलीगप्रगाढम ॥ १३ ॥ 

क्षीद्वोंदर चिक्रिस्सा--प्वीहोदर के रोगी का Sea, स्वेदन, 
करके eel के साथ भोजन करावे और वाये हाथ Fade 
प्रदेश के अन्दर की निरा का वेधन करे तथा रक्त निकाळने 
के छिए ster को हृयेळी से -मळें। फिर (वमन विरेचन के 
द्वारा ) शुद्ध शरीर वाळे रोगी को, समुद्र से निक्ळी हुई 
शुक्ति का कार दूध के साथ पिळावे। अथवा हींग और 
सजसार दूध के साथ पिळावे, या छाने हुप पळाशच्ञार के 
साथ यबचार पिळावे । अथवा अनेक बार छाने गप्‌ पळादा- 
पुप्पत्ारोदक के साथ यवक्षार पिळावे । अथवा पारिजातक, 
ताठ्मयाना और अपामार्ग छार का सेवन करावे । अथवा 
ac मिश्रित सद्दिनन का काथ पिप्पळी, सेन्धा नमक और 
चित्रक मिलाकर पीचे अथवा काजी में घोळकर छाने गए 
पूनिकरक्ष के चार में विडनमक तथा पिप्पळी प्रचुर मात्रा में 


~ 


मिढाझर सेवन करे॥ १३ ॥ 
पिप्पलीपिष्पलीमृलचव्यचित्रकश्श्गवेरयवक्षारसैः 
न्युवानां पालिका भागाः, Barer तत्तुल्यं च क्षीरं 
तदेकथ्यं विपाचयेत्‌ , पतत्‌ पटपलक नाम सर्पिः 
प्लीददामिमङ्ग गुल्मोदरो दाचतश्वयश्चुपाण्डुरोगकासः्चास- 
प्रतिश्यायोध्यवातविपमज्यरानपहन्ति | भन्दाग्निवी हि- 
दग्वादिक चूणमुपयुक्ञीत ॥ १४॥ 
उद्र रोग में पट्पळ घ्रन-पिप्पळी, पिष्पठीमछ, चब्य, 
चित्रक, dis, यवज्ञार और सेन्धानमऊ एक एक पळ, ga 
वथा दूध एक एक प्रस्थ, इन्हें एक साथ मिलाकर पावे । 
यद RASS नामक दून, Hal, अशिमाद्य, aH, उदर, 
Sar, शोथ, पाण्डु, कास-श्वास, धनिशयाय, ऊर्ध्ववात 
थोर विपमऱ्वर को नष्ट करता & । अथवा मन्टाजि चाळा 
रोगी feet चूर्ण का उपयोग करे ॥ १४॥ 
यक्ृदाल्येडवेप एवं क्रियाविभागः | विशेषतस्तु 
दक्षिणवाद्दी सिराव्यघः ॥ १५ ॥ 
कर TERRI में श्विरावेध--यकृदाळ्युटर में भी इसी क्रिया 
वाले का व्यवहार करना चाहिए | इसमे (प्रीदोदरसे) अन्तर 
यही दै कि द्विरावेव ath दाव में sl aie १५॥ 
सणिवन्ध सङन्ञाम्य बामाइप्रसमीरिताम | 
ददेत सिरां शरणाश प्लीहो वैद्य: प्रशान्तये 1 १६॥ 
क्ीह्ांदर में भिरादाइ--वेच्च प्छीद्वा की शान्ति के डिप 
सगिवन्ध (कडाई ) को छुछ छुकाऊर) वार्थे अंग की ओर 
at शिरा को (चछ ) वाण से chia जळावे ॥ १६ ॥ 
बद्धगुद परिल्नार्वि ग्थस्थिन्नस्या: 
स्यायो aD ss 
दुलमपहाय रामराज्या उदरं 


पाटयित्वा चतुरइलश्रमाणमन्त्राणि निष्कृष्य निरीच्य 
बद्धरुदस्यान्त्रप्रतिरोधकरम्मानं बालं TASTE मल- 
जातं वा ततो मधुसर्पिभ्यीमभ्यञ्यान्त्राणि यथास्थानं 
स्थापयित्वा वाह्यं त्रणमुदरस्य सीव्येत | परिख्ाविण्य 
प्येचमेच शल्यमुद्ध्ृत्यान्त्रस्नावान्‌ संशोध्य) तच्छिद्र- 
मान्त्रं समाधाय फालपिपीलिकाभिदशायेत , दष्टे च 
तासां कायानपहरेन् शिरांसि, तत" पूर्ववत्‌ सीव्येत , 
संधानं च यथोक्तं कारयेत, यष्टीमधुकमिंशत्रया च 
कुष्णमृदाऽचलिप्य बन्वेनोपचरेतर ; ततो निवातमागारं 
प्रवेश्या चारिकसुपदिशेन्‌, घासयेचेनं तेलद्रोण्यां सर्पिः 
gloat वा पयोबृत्तर्मित ॥ १७॥ 

बद्धगुढोदर और परिसराची उदररोग की चिकित्सा-बद्धगुद 
और परिसराची उदर में, स्नेहन, स्येदन एवं अभ्यङ्ग से युक्त 
रोगी की नाभि क नीचे, वाम भाग में रोमराजीसे चार अंगुळ 
स्थान छोडकर उदर में चीरा ळगावे और चार अंगुळ 
aia बाहर निकाल, भली भोति परीक्षा करके, वड़शुटोद्र 
के औँतों के अवरोधक पत्थर, बाळ था मळ को दूर करे । फिर 
आँतों में मधु एवं घन पोतकर, आर्ता को यथाध्थान स्थापित 
करके उढर के वाहरी बण को सी 21 परिख्रावी उद्र में 
भी इसी प्रकार wet को निकाळ कर, धान के स्राव को 
साफ करके, frat आंत. को बराबर मिलाकर उस 
स्थान में काळी चीटियों से क्टावे। जव चीरियाँ ata को 
पकड छॅ उनका धट शिर से अळग कर दे और पहले की 
भाँति उद्र घण को सी दे। चण का सन्धान पूर्वकथित 
विधि के अनुसार करे । झुळेटी मिली हुई काळी मिट्टी का 
लेप करके पट्टी बाँध दे। फिर वायुरहित शह में रोगी को 
लेजा कर परिचारको को उनका कर्तव्य समझा दे। इस 
रोगी को ते या घी की द्रोणी (27) में बिटावे और केवळ 
दूध का थाद्दार करावं ॥ १७॥ 

दकोदरिणस्ठु वातहरतेलाभ्यक्तरु्रोष्णोदकस्वि- 
wea स्थितस्याप्रेः सुपरिगृहीतस्याकक्षात्‌ परिवेष्टितः 
स्याधोनाभेवीमतश्चतुरङ्गुलमपहाय रोमराज्या त्रीहिसु- 
खेनाङ्टुडोदरप्रमाणमचगाढं विध्येत्‌ , तत्र त्रप्वादीनाम" 
न्यतमस्य नाडीं feat पक्षनाडीं वा संयोज्य दोपो- 
दकमचसिब्ेत्‌ , ततो नाडीमपह्ृत्य तेललबणेनाभ्यज्य 
ब्रणं बन्वेनोपचरेत; न चैकस्मिन्नेव दिवसे सर्त दोपो- 
द्कमपहरेन्‌ , सहसा TIA दृष्णाच्चराङ्गमरदीतीसार- 
खासकासपाददाहा उतपद्येरन्नापूर्यते वा श्रृरातरसुदरम- 
सञ्जातप्राणस्य, तस्मात्ततीयचतुर्थपञ्चमपष्टामदशम- 
द्वादशापोडशारात्राणामन्यतममन्तरीक्ृत्य दोषोदकम- 
ल्पाल्पमवसिव्वेत्‌ निःसरते च दोपे गाढतरमाविकका- 
शायचर्मणामन्यतमेन परिवेष्टयेदुदर; तथा नाध्मापयति 
वायुः; पण्मासांश्च पयसा भोजयेव्जाङ्गलरसेन वा, 
ततद्ीन्मासानर्धोदकेन पयसा फलाम्लेन जाङ्गल" 
रसेन घा, अवुशिष्ट मासत्रयमन्नं लघु हितं बा सेवेत; 
एवं संवत्सरेणागदो भवति ॥ १८॥ 


भ्रध्याय. १४-१५ | चिकिवस्थानम्‌ gs 
TTT TTT TIT O TA PAAR ASAE IAC EATS TOTES SSCP CCT RETO CSCC CSTE 
क DRA RII Darn RE 


A 
जलोदर चिकित्सा--जलोद्र के रोगी को, वातहर तेल | escapes even no squeezing from the flanks, the 


की सालिश तथा उप्णजल से स्वेदन करके, चिठावे। 
समझदार व्यक्ति उसे भली-भाँति कक्षा प्रदेश से पकडकर 
रखें, वख लिपटे हुए उस रोगी की नामि के नीचे, arg भोर 
चार अंगुल रोसराजी से हटकर, त्रीहिसुख wa ( Trocar ) 
से अंगूठे के उद्र के वरावर गहरा वेधन करे । इसमें रांगा 
भादि किसी घातु की अथवा पख (पत्तियों के पं) की दोनों 
ओर सुख चाली नली लगाकर दोपयुक्त जळ को बाहर 
निकाले । इसके बाद नली को निकाल कर, तेछ तथा नमक 
का लेप करके, AN पर पट्टी बाँध दे। एक ही दिन में समस्त 
दोषयुक्त जळ को न निकाले, क्योकि सहसा सम्पूर्ण जरू 
निकलने पर तृष्णा, उवर, अङ्गम, अतिसार, श्वास और 
पाददाह उत्पन्न हो जाते है अथवा gas रोगी के उद्र सें 
अत्यधिक जळ भर जाता है। इसलिए तीन, चार, पाँच, छः, 
आठ, दृश, बारह और सोलह दिन में से किसी एक का 
भन्तर देकर, दोपयुक्त जळ को थोडा-धोडा निकालना 
'चाहिपु । दोपोदक के निकल जाने पर Ae के 'दमडे, 
रेशमी चख या किसी अन्य चमडे से उदर को बाँध 
देना चाहिए 1 इस प्रकार वायु के द्वारा आध्मान 
( Tympantes ) नहीं होता । छे मास तक दूध या जांगल 
जीवों के मांसरस के साथ भोजन करावे। इसके पश्चात्‌ तीच 
महीने तक आधा जळ मिले हुए दूध, फलों के खट्टे रस था 
जंगली जीवों के मासरस के साथ भोजन दे तथा रोप तीन 
सहीने तक हितकर, हल्का अन्न सेवन करावे। इस प्रकार 
एक वर्ष में रोगी रोगरहित हो जाता है ॥ १८॥ 
भवति चात्र— 
आस्थापने चेव विरेचने च पाने तथा55हारविधिक्रियासु | 
सर्वोदरिभ्यः कुशलेः प्रयोज्य कीर श्वतं जान्न लजो रसो वा | 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने उदरचिकिस्सितं 
नाम चतुदेशोऽभ्यायः ॥ १४ ॥ 


आजब टा 


उदर रोगों में दूध और जांगळ जीचों के मांसरस का 
प्रयोग-जैसा कि'-कुशळ वैद्य को, उदर रोग के सभी रोगियों 
के लिए आस्थापन, विरेचन आदि क्रियाओं तथा पीने और 
भाहारविधि में, औषधिसिद्ध दूध अथवा जांगळ जीवों का 
मांसरस प्रयोग करना चाहिए ॥ १९॥ 

विम्श--आजकल जलोदर की चिकित्सा में जल निकालने 
के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता हे उसे Tapping 
कहते हैं । इस विधि में Trocar and Cannula शख से 
Peritoneal cavity में वेधन किया जाता है । इस क्रिया 
का प्रयोग कभीन्कभी अनेक वार करना पडता है। शस्र- 
क्रिया दिधि का alee वर्णन इस प्रकार है-The bladder 
having been emptied, and the anaes thetic injected 
at the area seleeted, usually the midline just above 
the pubes, the skin 1s incised and the trocar thrust 
beldly through the abdominal wall, a proceeding 


trocar 1s with drawn and the incision closed, and 
sealed with a collodion dressing A tight wide bm- 
der must be applied 

‘The Science and practice of surgery? 


इत्यायुवेदृतश्वसंदीपिकाभापारीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
—— 


पञ्चदचोऽध्यायः 


अथातो मूढगर्भ चिकित्सित॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः॥ २॥ 
मूढगर्भचिकित्सा का उपक्रम--इसके अनन्तर मढगर्भ 
की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जाता है, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्रुत male शिष्यों से) कहा ॥१ २॥ 


नातोऽन्यत्‌ कष्टतममस्ति यथा मूढगर्भशल्योद्ध- 
रणम्‌; अत्र हि योनियकृत्प्लीहान्त्रविवरगभोशयानां 
सध्ये कमे कतेऽ्यं स्पर्शन, उत्कर्षणापकर्षणस्थाना- 
पवर्तनोत्क्तनभेदनच्छेदनपीडनजूकरणदारणानि चैक- 
हस्तेन गर्भ गर्भिणीं चाहिंसता, तस्मादधिपतिमा- 
एच्छ'य पर॑ च यत्रमास्थायोपक्रमेत ॥ ३ ॥ 

मूढगर्भ शल्य को निकालने के समान दूसरा कठिन 
(क्य ) कर्म नहीं हे । इसमें योनि, यकृत्‌ , प्लीहा, आन्त्र 
गुहा तथा गर्भाशय के मध्य में, स्पर्श के द्वारा, कार्य 
करना पडता है । उत्कपण (अधोगत गर्भ को ऊपर उठाना ), 
अपकर्पण ( ऊर्ध्वयत गर्भ को नीचे करना), स्थानापवर्तन 
(उत्तान गर्भ का सुख नीचे की ओर करना), sada 
( नीचे की ओर सुख वाले TH को उत्तान करना ), उत्कतंन 
(ऊपर उठे हुए किसी अंग को काटना ), भेदन, छेदन 
(aan के अंगों को काट कर टुकड़े करना), पीडन 
( दचाना /, ऋजूकरण (23 गर्भ को सीधा करना ) भोर 
दारण ( फाडना ) आदि कार्य, गर्भ भौर गर्भिणी की रक्षा 
करते हुए, एक हाथ से करने पड़ते हैं। इसलिए राजा की 
अनुमति लेकर, वडी सावधानीके साथ कार्य करना चाहिए॥ 

तत्र समासेनाष्टविधा मूढगभगतिरुददिष्टा; स्वभा- 
बगता अपि त्रयः सङ्गा भवन्ति-शिरसो वेगुण्यादंस- 
योजघनस्य वा ॥ ४॥ 

मठयर्भ के प्रकार-मूढयर्म की गति संक्षेप में आठ 
प्रकार की होती है । प्राकृतिक रूप से भी तीन अकार की 
रुकावट ( गर्भ में ) होती है, (१) शिर की चक्रता के कारण, 
(२) अंसप्रदेश ( शिर और वाहु ) की वक्रता के कारण तथा 
(a) जघन अदेश (करि का अग्रभाग) की वक्रता के कारण 0 

जीवति तु गर्भे सूतिकागभनिहरणे sata! 
निर्हतुंमशक्ये च्यावनान्‌ AAMT; तान्‌ 
gaara: ॥ ४ | 

भढगर्भ सें मन्त्र श्रयोग-जीवित we की स्थिति में 


which may produce some shock when no more fluid , सूतिका के गर्भ को निकालने का अयत्न करना चाहिए। ale 


&5 


सुश्रुतसंहिता 


COONS PPP ALLL L PLR AAA a 
गर्भ के निकलने में कठिनाई हो तो 'च्यावन ( गसं 
गिरानेवाळे ) मन्त्रो? को सुनाना चाहिए। उन Aral का 
कथन किया जाता है ॥ ५॥ 

“इहासृतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनी | 
उच्चे श्रबाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ ६॥ 
हे सुन्दरि । तुम्हारे इस मन्दिर ( गृह ) में अछत, सोम 

(चन्द्रमा), चित्रभानु (सूर्य ) और उच्चेः्रवा नामक 
( इन्द्र का अश्व) घोडे का निवास हो ॥ ६॥ 

इद मम्रतमपां समुद्धृतं वे तव लघु गर्भमिम प्रसुञ्चत far 

तदनलपवनाकेबासबास्ते सह लबणाम्बुधरेर्दिशन्तु शांतिम 

हे खि! यह aaa समुद्र से निकाळा गया है, तुम्हारे 
गर्भे को यह शीघ्र मुक्त करे। oft, वायु, सूर्य, इन्द्र तथा 
समुद्र GE शान्ति प्रदान करें ॥ ७॥ 
मुक्ताः पशोबिपाशास्व युक्ताः सूर्येण रश्मयः | 
मुक्तः सर्वेभयाद्र्भ wale बिरमावितः ॥ ८॥ 
पशु के घन्धन खुळ गए, सूर्य ने अपनी किरणें फेला 
दीं। हे गर्भ! तुम सब विश्न-वाधाओं से सुक्त हुए, आवो, 
भावो और सुरक्षित रहो ॥ ८॥ 


औपधानि च विदध्याद्यथोक्तानि | सरते चोत्ता- 
नाया आझुम्रसकथ्या वखाघारकोन्नमितकल्या धन्वन- 
नगवृत्तिकाशाल्मलीमृत्ल्लाघुनाभ्यां म्रक्षयित्वा हस्तं योनी 
प्रवेश्य गर्भमुपहरेत्‌ तत्र सक्थिभ्यामागतमनुलोममे 
वाब्छेत्‌ , एकसक्थ्ना प्रतिपन्नस्येतरसक्थि प्रसायी- 
पहरेत्‌ , स्फिर्देशं प्रपीड्योध्वेमुत्क्षिप्य सक्थिनी प्रसा- 
यीपहरेत्‌ , तिर्यंगागतस्य परिघस्येव तिरश्वीनस्य 
पश्चादर्घमृश्वं मुत्क्षिप्य पूवोर्धमपत्यपथं प्रत्याजेबमानी- 
यापहरेत्‌ ; पाश्चोपवृ्ताशरसमसं प्रपीड्योध्वमुत्ळिप्य 
शिरोऽपत्यपथमानीयापहरेत्‌ , बाहुह्नयप्रतिपन्नस्योध्वे 
मुत्पीड्यासौ शिरोऽचुलोममानीयापहरेत्‌ , द्वावन्त्याव- 
साध्यौ मूढगर्भो, एवमराक्ये शख्रमवचारयेत्‌॥ ६ ॥ 
मूढगर्भ मे गर्भ निकालने की क्रिया-पूर्वकथित ( शारीर 
स्थान में अपरापातन के लिए पठित) औषधियों का भी प्रयोग 
al गर्भस्थ शिशु की सत्यु होने पर, गर्भिणी को चित्त 
लिटावे और दोनों जघा सिकोड क्र, कटि के नीचे कपडे की 
गही लगा, करिभाग को कुछ ऊँचा करे । फिर धन्वन ( घनु 
Ia वदरीसइशपन्रः ), नगवृत्तिका ( शज्ञकी ) और सेमळ 
का छुआच तथा घी हाथ में लेप कर, योनि में प्रवेश करे और 
गर्भ को निकाले। इनमें जंघाओं ( पैरों ) के द्वारा निकले 
हुए गभ को अनुलोमरूप में ही खीचे। एक जधा के वाहर 
आने पर दूसरी जंघा को भी फैछाकर गर्भ को Rad) 
frava को दवा कर ऊँचा उठावे और जघाओं को फैलाकर, 
गर्भ को निकाले। तिरछे आये हुए तथा अर्गला (किवाड को 
we रखने के लिए लगने वाळा set) की भाति BB गर्भ के 
पिछले आधे भाग ( नितम्ब, पेर ) को ऊपर उठा कर, अगले 
aa भाग (सिरो भाग) को योनिमार्ग में सीधा करके, 


गर्भ को निकाळे । पार्श्व की ओर दिर सुडे हुए गर्भ में, कन्ये 
को दवा कर ऊपर उठावे और शिर को योनिमार्ग में लाकर 
गर्भ को निकाले। दोनों हाथों के द्वारा वाहर आये हुए गर्भ 
में गर्भ को ऊपर उठावे और ऊर्ध्वभाग को अनुलोम दिशा 
में छाकर गर्भ को निकाले । अन्त के दो मूढगभ असाध्य 
होते ह। जिस quad में इन क्रियाओं से फळ न निकले, 
उसमें दाख प्रयोग करना चाहिए ॥ ९॥ 


विमशः-पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के अनुसार; 
उपयुक्त मूढगर्भो का नामकरण, निम्नलिखित रूप में 
किया जा सकता हे। (१) सक्थिभ्यामागतस्‌ (Full 
breech presentation ) ( २) एुकसकथ्ना प्रपन्नस्य ( Foot 
ling or knee presentation) (2) स्फिगृदेशेनागतस्य 
(Franc breech presentation) (४) तियंगागतस्य 
( Transvers presentation) (५) पार्खापबृत्तशिरसम्‌ 
( Transvers presentation with prolapse of hands) 
(६) वाहुद्दयप्रतिपत्नस्य (Complex presentation ) 
Complex or Compound presentation तथा Foot 
and knee presentation असाध्य माने गए हैं। मूठ" 
गर्भ की इन अवस्थाओं में शखावचारण की आवश्यकता 
होती है । 
सचेतन च MAT न कथञ्चन दारयेतू। ` 
दार्यमाणो हि जननीमात्मानं चेव घातयेत्‌ ॥ १०॥ 
अविपह्य विकारे तु श्रेयो गर्भस्य पातनम्‌ | 
न गर्भिण्या विपर्यसस्तर्मात्याप्तं न हापयेत ॥११॥ 
मूढगर्भ को निकाछने के लिए दाख-प्रयोग-जीवितगर्भ 
को कभी waa नहीं mea चाहिए, क्योकि काटने पर 
साता और शिशु दोनों की ag हो जाती है। असहनीय 
व्याधि की दशा में गर्भपात कराना कल्याणकारी होता है । 
गर्भिणी की स्रृत्यु न हो इसलिए उपस्थित वस्तु को नहीं 
छोडना चाहिए अर्थात्‌ उस समय गर्भिणी की रक्षा करनी 
चाहिए ॥ १०-११ ॥ 
ततः ख्जियमाश्वास्य मण्डलाग्रेणाहुलीशस्लेण वा 
हिरो विदार्य, शिरःकपालान्याहृत्य) शङ्कुना गृहीत्वो- 
रसि कक्षायां वाऽपहरेत्‌; अभिन्नशिरसमक्षिकूठे गण्डे 
वा, अंसससक्तस्यांसदेशे बाहू छित्त्वा, रतिमिवाततं 
बातपूर्णोदरं बा विदार्य निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूत- 
माहरेत्‌, जघनसक्तस्य वा जघनकपालानीति ॥१२॥ 
खी को आश्वस्त करके सण्डळाम (Round head knife) 
या अंगुलिशस (०४९ ४0110) से गर्भके शिर को फाडे और 
शिर तथा कपालछास्थियों को बाहर खींचकर झंकुयन्त्र ( Blunt 
hook and crotchet ) के द्वारा छाती या कक्षा पकडकर गर्भ 
को बाहर निकाले । शिर के न टूटने पर अक्षिकूट या कपोळ 
प्रदेश पकड़कर, कधा फेंसने पर, अंसप्रदेश से वाहु को काट 
कर, मशक के समान FA वायु से भरे हुए उदर वाले 
गर्भ के उद्र मे चीरा wm, आँतों को निकाल, गर्भ के शिथिल 
होने पर उसे बाहर निकाले। नितम्ब प्रदेश के फॅसने पर जघन 
कपाछों को काटकर गर्भ को निकाले ॥ १३ ॥ 


, अध्यायः १५ ] 


चिकित्सांस्थांनम्‌ 


६६ 


किंबहुना-- 
यद्यदन्ग हि गर्भेस्य तस्य सजति तद्धिषक्‌ | 
सम्यग्विनिह रेच्छित्त्वा रक्षेन्ञारी च यत्रतः॥ १३॥ 
अधिक कया कहा जाय--उस गर्भे का जो जो AT रुकता 
हो उसे काटकर भळीभाँति Fa वाहर निकाले और यल्पूर्वक 
नारी की रक्षा करे॥ १३॥ 
गर्भेस्य गतयश्रित्रा जायन्तेडनिलकोपतः | 
तत्रानल्पमतिर्वेद्यो वर्तेत विधिपूर्वकम्‌ ॥ १४॥ 
वायु के प्रकोप से गर्भ की गति ( स्थिति) नाना प्रकार 
की हो जाती है, ऐसी दक्षा में चुद्धिमान da को विधिपूर्वक 
कार्य करना चाहिए ॥ १४॥ 
नोपेक्षेत सृतं गभं सुहूतेमपि पण्डितः | 
स ह्याशु जननीं हन्ति निरुच्छासं पशु यथा ॥ १५॥ 
बुद्विमान्‌ वैद्य, एक क्षण भी सतक गर्भ की उपेक्षा न 
करे, क्योंकि वह साता को उसी प्रकार शीघ्र मार डालता हे 
जिस अकार श्वास रुकने से पशु की सत्यु हो जाती है॥ १५॥ 
मण्डलाग्रेण कर्तव्य छेद्यमन्तर्विजानता ! 
वृद्धिपत्र हि तीदणाम्ं नारीं हिंस्यात्‌ कदाचन 1। १६॥ 
शखकमं के ज्ञाता वैद्य को, मण्डळाग्र श ( Circular 
1०1९ ) के द्वारा अन्दर छेदन कर्म करना चाहिए, क्योंकि 
बृद्धिपत्र (8015९ ) का अग्रभाग तीचण होता है, उससे 
छेदन करने में खी की प्राणहानि संभावित है॥ १६॥ 


अथापतन्तीमपरां पातयेत्‌ पूर्वेबद्धिपक्‌ | 
हस्तेनापहरेद्वा$पि पाश्चोभ्यां परिपीड्य वा ॥ १७ ॥ 
यदि अपरापातन न होता हो तो aa, पूर्वोक्त विधि 
( शारीर स्थान में पठित ) के द्वारा अपरापातन करावे अथवा 
हाथ से पार्श्वभाग को दबाकर निकाले ॥ १७ ॥ 
agua मुहुनौरीं पीडयेद्वांऽसपिणिङकाम्‌ | 
तैलाकतयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ १८॥ 
बुद्विमान्‌ चेदय, तैलसिक्त योनि चाली उस स्त्री को धीरे- 
धीरे ( हाथ-पैर पकडवाकर ) हिळाकर या कघे को दवाकर 
अपरापातन कराचे ॥ १८॥ 
एवं निहंतशल्यां तु सिञ्चेदुष्णेन वारिणा। 
ततो5भ्यक्तशरीराया योनौ Bes निधापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
शखकर्म के पश्चात्कम--इस प्रकार जिस नारी का शल्य 
( मूठगर्भ ) निकला हो उसे उप्ण जळ से स्नान करावे और 
शरीर में तेळ की मालिश करके योनि में तेल (पिचु) रखे ॥१९॥ 
एवं ad भवेद्योनिस्तच्छूलं चोपशाम्यति। 
कृष्णातन्मूलझुण्ध्येलाहिडु भागीः सदीप्यकाः ॥ Rell 
बचामतिबिपां wat चव्यं संचूण्ये पाययेत्‌ | 
सेहेन दोपस्यन्दार्थं वेद्नोपशमाय च॥ २१॥ 
काथं चैषां तथा कल्कं चूर्णं वा स्नेहवर्जितम्‌ | 
शाकत्बरिधिड्ग्वतिंविषापाठाकडुकरोहिणीः ॥ २२॥ 


, तथा तेजोवतीं चापि पाययेत्‌ पू्वबद्भिषक्‌ | 

त्रिरात्रं पञ्चसक्षाहं ततः स्नेहं पुनः पिवेत्‌ ॥ २३॥ 
पाययेतासचं नक्तमरिष्टं बा सुसंस्कृतम्‌ | 
शिरीषककुभाभ्यां च तोयमाचमने हितम्‌ ॥ २४॥ 
samara येऽन्ये स्युस्तान्‌ यथास्वमुपाचरेत्‌ | 

aaa: परिशुद्धा च ल्लिग्धपथ्याल्पमोजना ॥ २५॥ 
स्वेदाभ्य्वपरा नित्यं भवेत्‌ क्रोषषिवजिता | 

पयो बातह्रेः सिद्धं दशाहं भोजने हितम्‌ ॥ २६ ॥ 

इस अकार योनि कोमळ होती है तथा योनिशूळ भी 

शान्त हो जाता हे । पिप्पली, पिप्पलीमूल, dis, इलायची, 
हींग, भार्गी, अजवायन, वच, अतीस, रास्ता और चब्य का 
चूर्ण, दोपों को वाहर निकाळने तथा वेदना की शान्ति के 
छिए, घृत के साथ पिळाचे अथवा इन आपधियों का स्नेह- 
रहित छाथ, कल्क या चूर्ण खिलावे। चरुणा की छाछ, 
हींग, अतीस, पाठा, कुटकी तथा तेजवळ का चूर्ण बनाकर 
भी aa, पूर्वोक्त विधि के अनुसार (घी के साथ) 
पिछावे । इसके पश्चात्‌, तीन, पाँच या सात दिन पुनः 
स्नेहपान कराचे और रात्रि में विधिपूर्वक बना हुआ 
आसव या अरिष्ट पिलावे। झिरीप और अर्जुन का छाथ 
आचमन (कुल्ला या पान) के लिए हितकर होता है। 
अन्य Sagal ( वातरोग ज्वर आदि) के लिए तदनुकूछ 
चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए! सम्पूर्ण रूप से 
शुद्ध हुई नारी नित्य Rava, हितकर और भएप भोजन करे, 
स्वेदन और अभ्यङ्ग करावे तथा क्रोध न करे । दश दिन तक 
भोजन में वातहर द्वव्यों से सिद्ध ( शतपुण्पा आदि ) दूध 
का सेवन करे ॥ २०-२६ ॥ 

रसं दशाहं शेषे तु यथायोगमुपाचरेत्‌ । 

व्युपट्रचा विशुद्धां च ज्ञात्वा च वरवर्णिनीम्‌ ॥ Re 

ऊध्वं चतुर्थ्या मासेभ्यो विसजेत्‌ परिहारतः | 

योनिसन्तर्पेऽभयङ्ग पाते बस्तिषु भोजने ॥ २८॥ 

बलातेलमिदं चास्यै दद्यादनिलवारणम्‌ | 

शेप दिनों में अनुकूळ आहार का सेवन कराना चाहिए 

तथा उपद्रव रहित, विशुद्ध, और सुन्दर चर्ण होने पर, 
चार मास के वाद आहार-विहार के वन्धन से सुक्त कर 
aa चाहिए। इस नारी (प्रसूता) के योनि संतपंण, 
अभ्यङ्ग, पान, वस्ति तथा भोजन में वातनाशक अधोलिखित 
बलातैल का प्रयोग करना चाहिए ॥ २७-२८३ ॥ 

बलामूलकषायस्य दुशमूलीम्शतस्य च ॥ २६॥ 

यवकोलकुलत्थानां काथस्य पयसस्तथा | 

अष्टावष्टौ शुभा भागास्तेलादेकस्तदेकतः॥ ३० ॥ 

पचेदावाप्य सघुरं गणं सेन्धवसंयुतम्‌ | 

तथाऽशुरं सर्जरसं सरलं देवदारु च ॥ ३१॥ 

मञ्जिष्ठां चन्दनं कुष्ठमेलां कालाइसारिबाम्‌ | 

मांसीं शैलेयकं पत्र तगरे सारिवां वचाम्‌ ॥ ३२॥ 

शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुनचवाम्‌। 

तत्‌ साधुसिद्ध सौवर्णे राजते झन्मये5पि वा ॥३३॥ 


७० 


ARNG PPI I oe Fo IIIS 


प्रक्षिप्प कलशे सम्यक्‌ स्वनुगुप्र निधापयेत्‌ | 

बलातैलमिटं ख्यातं सर्ववातविकारचुतत ॥ ३९ ॥ 

यथावलमवो मात्रां सृतिकाये प्रदापयेत्‌ | 

या च गर्भीर्थिनी नारी क्षीणशुक्रत्य यः पुमान्‌ ॥ ३/॥ 

qa ममहते मथितेऽभिहृते तथा | 

भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथेवोपथुज्यते ॥ १६ || 

एतदाक्षेपकादीन, वे वातव्याधीनपोहृति | 

हिक्कां कासमथीमन्थं शुल्मं श्वासं च दुस्तरम्‌ ॥३५॥ 

पण्मासाचुपयुव्येतदन्तरवृद्विमपोहति | 

प्रत्यश्नधातुः पुरुषों भवेघ स्थिरयौवनः ॥ ३८ ॥ 

रान्ामेतद्धि कर्तव्य राजमात्राश्च ये नराः | 

सुखिनः सुकुमाराश्र धनिनश्चापि ये नराः ॥ ३॥ ॥ 

सूतिका रोग मे बलातैंठड-सरेंटी की जड़ का छाथ, 

दशमूछ का काथ, जी, वेर और कुळथी का छाथ तथा दूध 
भाठ-आठ भाग और तेळ एक भाग, इनमें मधुर गण के 
द्रव्य ( काकोढ्यादिगण ), सेन्धानमक, अगर, राळ, धूपवृत्त, 
daze, मजीठ, चन्दन, कूठ, इलायची, तगर, जटामासी, 
छुडीळा, तेजपात, तगर, सारिवा, चच, दातावर और पुनर्नवा 
का करक ढाळकर एक साथ पक्रावे | वेळ के भळीभाॉति सिड 


होने पर, सोना, चाँदी या मिट्टी के पात्र में अच्छी तरह | दी निर 


भरकर सुरक्षित स्थान में रसे। थह बळातैळ के नाम से 
प्रसिद्ध है तथा सभी घातव्यावियों को नष्ट करता दे । प्रसूता 
को उसकी शक्ति के अनुसार इस तैछ की मात्रा का सेवन 
कराना चादिए। गर्भ धारण की द्रच्छाचाळी स्री, नष्टशुक्र- 
वाळे पुरुष, वायु से चीण, मर्मस्थान मे चोट छगे हुए, कुचले 
हुए, चोट vit हुए, दडी टूटे हुप और थक्रावट से पीडित 
व्यक्तियों क लिए सभी विधियों से (अभ्यङ्ग, पान, वस्ति भौर 
भोजन भादि मे) इस Ge का प्रयोग करना चाहिए। यद्द वेळ 
argue आदि वातव्याधियों को नष्ट करता है। भयक्वर हिका, 
कास, अधिमन्य, गुल्म, खास और अन्त्रवृद्धि आढि रोग 
छु मास तक इस तळ का सेवन करने से नष्ट हो जाते ई । इस 
तेंछ के सेवन से पुरुष के रस रक्ताडि धातुं की वृद्धि होती 
हे तथा उसका यौवन स्थिर रहता हे । राजाओं, राजाओं की 
कोटि के मनुष्यों, ach, सुकुमार और सम्पत्तियाळी घुर्यों 
फे छिए इस तळ का निर्माण करना चाहिए ॥ २९-३९ ॥ 
बलाकपायपीतेभ्यस्तितेभ्यो बाउप्यनेकशः | 
तलमुत्पाद्य तत्काथशतपाक कृतं छुभम्‌॥ ४०॥ 
निवाते निश्भृतागार प्रयुञ्जीत यथावलम्‌ । 
जीर्णऽस्मिन्‌ पयसा खिग्धमञ्चीयात्‌ पष्टिकोदनम्‌ ॥ 
अनेन विधिना द्रोणमुपयुज्याज्नमीरितम़ू | 
सुज्लीत द्विगुणं काल बलचणीन्वितरततः ॥ ४२॥ 
श सर्वपापंबिनि्ुक्तः शतायुः पुरुषों भवेत | 
शातं शातं तथात्कर्षा द्रोणे द्रोणे प्रकीर्तितः ॥ "४३ ॥ 


सुश्रुतसंहिता 


पा PTI TR 


शक्ति के अनुसार इसका सेवन करे! इस पधि का 
पाचन होने पर दूध के साथ, शतयुक्त साठी के aa 
का भोजन करे । इस विधि से बळातेळ की एक दोण मात्रा 
सेवन करने पर ayes, उपयुक्त अन्नो का दुगुना आहार 
करता दे, बळ, वर्ण सम्पन्न बनता है तथा सभी पापों से 
मुक्त होकर सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता हे । एक एक द्रोण 
वेळ के सेवन करने पर आयु मे सौ-सौ वर्ष की बढि होती है॥ 
वलाकल्पेनातिबलारुड्टच्यादित्यप्णिषु | 
सैरेयके बीरतरी शाताबर्या त्रिकण्टके ॥ ४४॥ 
तेलानि age gaa प्रसारिण्यां च बुद्धिमान्‌ | 
नीलोत्पलं बरीमूलं गव्ये क्षीरे विपाचयेत्त ॥४५॥ 
शतपाकं ततस्तेन तिलतैलं पचेद्भिषक्‌ । 
बलातेलस्य कल्कांस्ठु सुपिष्टांस्तत्र दापयेत्त॥ ४६॥ 
सर्वेपामेब जानीयादुपयोगं चिकित्सकः | 
बलातैलबदेतेपां शुणाश्चैब बिशेपतः ॥ ४७ ॥ 
इति सुश्रतसंहृतायां चिकित्सास्थाने मूढगर्भ- 
चिकित्सितं नाम पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 
ep nd 


बळा तेळ के विधानाचुसार geet आदि ge बनाने का 


2 “0८४ ४८६ "४ ४१ 


ढॅश--बुद्िमाच चे), वळाकल्क के अनुसार अतिवळा, 
गुद्दची, सूर्यावत्तं, कटसरंया, चीरतरु, दातावर, गोखरू, 
gen और प्रसारणी के द्वारा तेळ सिद्ध करे । वैद्य, चीळकमळ 
नर दातावर की जड गो के दूध में पफावे और इस सिद्ध दूध 
क a ~ v7 
में बछातैल के करक दव्यो का भळीर्भाति पिसा हुआ करक 
मिळाकर at चार तिळ de का पाक करे | चिकित्सक को इन 
सभी adi के उपयोग भीर विशेष कर गुणों को, बळातैल 
के Ger समझना चाहिए ॥ ४४-४७ tl 
इत्यायुर्वद्तस्वसदीपिका मापादीकायां पज्चदद्योध्यायः ॥ १५॥ 
Yves 

~ ~ 

पाडशाब्ब्याय। 


अथातो विद्रधीनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरि' ॥ २॥ 


इसके अनन्तर्‌ विद्वधियों ळी चिकित्सा-विधि का वर्णन 
किया जारहा है, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत 
्रम्हृति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 


उक्ता विद्रधयः पड़ ये तेष्वसाध्यस्तु सर्वजः | 


~ 


शोपेष्वामेधु कतेव्या त्वरितं शोफचत्‌ क्रिया [| ३॥ 


भाम विद्रधियों में sorta की भाँति चिकित्सानिदेश-- 
जिन ६ प्रकार की विद्रधियों का चर्णन ( निदान स्थान में ) 
किया जा चुका दै, उनमें सन्षिपातज विद्रधि असाध्य होती 
है। शेप विद्वधियों में अपक्तावस्था में ही शोथ चिकित्सा की 


WINE श्रछ्ातिछझ--अनेक वार चळा छाथ की भावना | भाँति (अपतर्पण से विरेचन तक) she क्रिया करनी चाहिए ॥ 


दिए हुए fret से ae fame फर, उसे बढाकाथ के 
साथ दी सो बार पकाये। वायुरहित, एकान्त घर में, 


वातप्नमूलकल्फेरतु घृततेलवसायुतैः | 
सुखोष्णो बहलो लेपः प्रयोज्यो वातबिट्रधी ॥ 9 ॥ 


अध्याय १६ ] 


।चकित्सास्थानम्‌ 


9१ 


सानूपीदकमांसस्तु काकोल्यादिः सतपंणः | 
स्नेहाम्लसिद्धो लवण: प्रयोञ्यश्चोपनाहने ॥ ४ ॥ 
वेशवारेः सक्कशरैः पयोभिः पायसैस्तथा | 
स्वेदयेत्‌ सतत चापि निह रेश्वापि शोणितम्‌ ॥ ६॥ 


वातविद्धि चिकित्सा--वातज विद्रधि में, चात्र ( भद्र 
दार्वादिगण ) gait की जड के कल्क में घी, तेछ और वसा 
(चर्बी ) मिलाकर, सहने योग्य उष्ण तथा गाढा लेप 
लगाना चाहिए! उपनाह (ges) के लिए आनूप 
( महिष आदि ) और औदक ( मदली आदि) जीवों का 
मांस, काकोल्यादिगण के द्रब्य, धान का लावा, सेन्धा 
नमक मिलाकर, स्नेह ( घत, तैल, वसा, मज्जा ) तथा 
काञ्जी के साथ सिद्ध करके, प्रयोग में लाना चाहिए । वेशवार 
( संस्कृत-मांसविशेप' ), कृुशरा ( तिळतण्डुळमापक्कता 
यवागू! ), दूध तथा पायस ( क्षीरसिद्धस्तण्डुलः पायसः ) 
से निरन्तर स्वेदन और रक्तमोक्षण भी करना चाहिए ॥४-६॥ 
a चेदेवमुपक्रान्त' पाकायाभिमुखो यदि | 
त पाचयित्वा wer भिन्द्याद्धिन्नं च शोधयेत्‌ ॥७॥ 
_ इस प्रकार की चिकित्साके अनन्तर भी, यदि उस विद्रधि 
में पाक के लक्षण उपस्थित हो, तो उसे पकाकर wa से 
चीरा लगाना चाहिए और चीरा लगे हुए घण का शोधन 
करना चाहिए ॥ ७॥ 
पञ्मूलकपायेण प्रकाल्य लवणोत्तरेः | 
तेलेभेद्रादिमधुकसयुतेः प्रतिपूरयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
डृहत्पञ्चमूल के छाथ से वण को धोकर, भद्रदार्वादिगिण 
के दृष्य, Gea तथा पर्याप्त wan मिश्रित Gee नण को 
भर देना चाहिए ॥ ८॥ 
वेरेचनिकयुक्तेन aa विशोध्य च । 
प्रथकपण्योदिसिद्धेन नेवृतेन च रोपयेत्‌ ॥ ६ 1! 
विरेचक Feit के चूर्ण से युक्त ( संशोधन-शमनीय 
अध्यायोक्त ) aga ( घृत, तेल, चसा) से घण का शोधन 
कर, एथकपर्ण्यादिगण से सिद्ध aga ( स्नेह ) के द्वारा 
AT का रोपण करना चाहिए ॥९॥ 
पेत्तिकं शकेरालाजामधुकेः सारिवायुतेः | 
प्रदिह्यात. क्षीरपिष्टेवी पय्रस्योशीरचन्दने: |) १०॥ 
पेत्तिकविद्रधि चिकित्सा-पिचज Bef में, शकरा, धान 
का छावा, yaa और सारिवा अथवा ज्षीरकाकोळी, खस, 
और चन्दन को दूध में पीस कर लेप ळयाना चाहिए ॥ १०॥ 


wea: शीतकषायैवो क्षीरेरिक्षरसेस्तथा | 
जीवनीयधृतेचीऽपि  सेचयेच्छकरायुतेः ॥ ११! 
त्रिवृद्धरीतकीनां च चूर्णं लिह्यान्मधुद्रवम्‌ । 
जलोकोमिह Carers पक्कं चापाट्य बुद्धिमान ॥१२॥ 
उपर्युक्त औपधियों के उप्ण या शीत कपाय, दूध और 
गन्ने के रस से अथवा शर्करायुक्त जीवनीय गण से सिद्ध धृत 
के द्वारा भी परिपेक करना चाहिए 1 निशोय और हरीतकी 


का चूर्ण मधु मिलाकर घटाना चाहिए तथा पक्क विद्रधि को 
चीरकर जलौका द्वारा बुद्विमान्‌ वेद्य को रक्त निकाळना 
चाहिए ॥ ११-१२॥ 
क्षीरवृक्षकपायेण प्रक्षाल्योदकजेन बा! 
तिलैः सयष्टीमधुकैः सक्षीरेः सर्पिपा युतेः ॥ १३ ॥ 
उपदिह्य प्रतनुना वाससा वेष्टयेद्‌ त्रणमू | 
क्षीरवृक्ष ( वट, गूलर आदि) अथवा औदक ( कमळ, 
i कुसुद आदि ) द्वव्यों के कपाय से त्रण को धोकर, झुलेठी, 
दुग्ध और घृत मिश्रित तिळ कल्क का लेप करके, पतले कपड़े 
से त्रण को वांध देना चाहिए ॥ १३३ ॥ 
प्रपौए्डरीकमखिछामधुकोशीरपद्मकेः | १४ ॥ 
सहरिद्रेः कृतं सर्पिः सक्चीरं त्रणरोपणम्‌। 
श्षीरशुकाएथकपर्णीसमङ्गारोध्रचन्द्नेः ॥ १५ ॥ 
न्य्रोधाटिम्रबालेपु तेषां त्वच्वथवा कृतम्‌ | 
प्रपौण्डरीक (पुण्डेरी सुगन्ध उच्य), मजीठ, Fea, खस, 
qara और हल्दी के कल्क के साथ दूध से सिद्ध ga घण- 
रोपक होता है ज्षीरविदारी, weil, asta, लोध्र, चन्दन 
और az आदि के पत्ते अथवा उनके छार से सिद्ध घृत बण 
का रोपण करता है ॥ १४-१५ ॥ 
नक्तमालस्य पत्राणि तरुणानि फलानि च ॥ १६॥ 
सुमनायाश्च पत्राणि पटोलारिष्टयोस्तथा | 
द्वे हरिद्रे मधूच्छिष्टं मधुकं तिक्तरोहिणी॥ १७॥ 
fag कुशमूलं च निचुलस्य त्वगेव च। 
मञ्जिष्ठाचन्दनोशीरयुत्पल सारिवे त्रिवृत्‌ १८॥ 
एतेषां कार्षि केभागे घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
दुष्त्रणप्रशमनं॑. नाडीव्रणविशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सचश्छिन्नत्रणानां च करञ्ञाद्यमिदं शुभम्‌ | 
दु्त्रणाश्च ये केचिद्ये चोत्छष्टक्रिया रणाः ॥ २०॥ 
नाड्यो गम्भीरिका याश्च स्यश्छिन्नास्तथेव च | 
अग्निक्षारकृताग्चैव ये aor दारुणा अपि॥ २१॥ 
करञ्जाद्येन हविपा प्रशाम्यन्ति न संशयः | 
करआादिषृत-करक्ष के नवीन पत्ते तथा कच्चे फल, 
चमेली के पत्ते, परवळ के पत्ते, नीम के पत्ते, हल्दी, 
दारुहल्दी, मोम, सुलेठी, कुटकी, frag, कुशा की जड, 
जळवेत की छाळ, मजीठ, चन्दन, खस, कमळ, सारिवा, 
और fata एक एक कर्प लेकर, इनके कल्क के साथ एक 
प्रस्थ घृत पकावे । कल्याणकारी यह करल्ञाचघृत दुष्ट मणा 
को शान्त तथा नाडी और सद्य चिन्न att को शुद्ध करता 
है। अन्य दुष्ट बण, जसाध्यन्नण, AAT, गम्मीरनण, Te: 
छिन्न बण, अभि तथा चारद्र्घध नण और अन्य भयकर बण 
भी इस करश्षाद्यधृत के प्रयोग से निस्सन्देह शान्त होते हैं ॥ 


इष्टकासिकतालोष्टगोशकत्तुपपांुभिः ॥ २२ ॥ 
a = ° 
मूत्रेरुष्णेश्व सततं स्वेदयेच्छलेष्मविद्रधिम्‌ | 
Qs. ब A 3, 
कपायपानेवमनेरालेपेरुपनाहनः ॥ ९३ | 
हरेद्दोपानभीदण चाप्यलाव्वाउस्टक तथन च | 


इरिद्रात्रिवृताशक्ततिलेमैघुसमायुतेः | । 

पूरयित्वा त्रणं सम्यग्बश्नीयात्‌ कीतितं यथा ॥ 

ततः कुलत्थिकादन्तीत्िव्ृच्छःयामाकतिल्यरकः | 

gad ange हित तत्र ससेन्वबम्‌ ॥२६॥ 

श्ैप्मिकविद्धघिचिकित्मा--झफज विद्रधि को उप्ण ईट, 

वाळ, Tat, सोबर, भुसा, भूलि आर गोमूच से निरन्तर 
सेकना चाहिये । छाथ, चमन, आलेप और उपनाइ से दोषों 
को तथा aera रक्त को चार वार निकालना चाहिये। पकी 
हुई विधि को चीरकर अमछतास के छाय से घोना चाहिए, 
तथा मधुमिश्रित हल्दी, fata, सत्तु और तिल क ककर से 
an को भळी भाँति भरकर, पूचाकविबि ( घनेन वाससा 
soins mea) के अनुसार पट्टी बाँधनी चाहिएु। 
कुछथी, दन्ती, fetta, काछानिशोथ, मदार, नित्वक, 
सेन्वानमक और गोमूत्र के द्वारा ( कफज विछ्ृधि के लिए) 
हितकर ae सिद्व करना चाहिए ॥ २२-२६ ॥ 


पित्तविद्रधिवत्‌ aa: किया निरवशेपत्तः ! 
Aged कुशल' कुर्याद्र क्तागन्तुनिमित्तयो ॥ २७ ॥ 
रक्तञ-नागन्तुञविट्रविचिकित्मा-कुदाळ वद्य, रक्तज और 
आगन्तुक विद्रबियों में, पित्तज विद्रधि की भाँति, सम्पूर्ण 
चिक्किसाविधि का प्रयोग करे ॥२७॥ 
वरुणादिगणकाथमपक्केऽभ्चन्तरात्थित | 
ऊपकादिप्रतीचापं पिवेत्‌ सुखकरं नरः ॥ Re 
अपक अन्तर्चिद्रधि चिकरित्सा--अपक्क अन्तर्विद्रथि में, 
ऊपकादिगण के प्रचेप से युक्त, सुख देने बाले, वर्गादिगण 
का छाथ रोगी को पिलाना चाहिए ॥ २८॥ 
aan: सिद्धं सर्पिवेरेचनेन च। 
अचिराद्वि्रविं era प्रातः प्रावर्निषेबितम्‌ ॥ २६॥ 
इन दोनों ( वरुगादि कौर ऊपकादिगण ) वगा और 
विरेचक sata सिद्ध ga, प्रतिदिन प्रात काळ.ईपीने से 
विद्रचि afta न होती इ ॥ २९॥ 
एमिरेंब गणेश्वापि ससिद्धं सखेहसंघुत्तमू । 
कार्यमास्थापन feet तथेबाप्यनुवासनम्‌ ॥ ३० ॥| 
५. इन वस्णादि; ऊपकादि और विरेचक गण के छाथ में 
ae मिलाकर आस्थापन तथा अनुवासन afta का प्रयोग 
भी cia करना चाहिए ॥ ३०॥ 
पानालेपनभोव्वेचु मघुशिमरदरसोडवि वा | 
दत्तावापो यधादोषमपक्क हन्ति विद्रधिम्‌ ॥ ३१॥ 
अथवा STA पान, आलेप और भोजन में मोठे 
सदिलन के दच की छाल का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से 
aug fete नष्ट होती Sn tan 
तोयधान्यामुमजैस्तु पेयो वाऽपि सुरादिभिः | 
यथादोपगणकार्थः पिवेद्ाऽपि शिलाजतु 1 ३२॥ 
श्रवानं TAS चापि शुण्डी च सुरदारु च | 


SRM SN सदा 'चाप्यचुलोमनम्‌ ॥ ३३॥ 


सुश्रुतसंदिता 


ल्््व््व््ख्ख्््ख्ख्व्व्क्क्फ्क्क्स्स्क्स्क्स्स्स्स्स्क्व्क्क््स्स्््स्क्््क््स्प्स्न्व्क्य्क्ल््व्््न्- OL LPL ALLL PL ILL LLL OL LLL PPL OL LL LLL POL LOLA LOL OPP POP OL POE Oe 
PPPL POLL LP LLL PLL LA 


Pe पर्क चापाट्य घावयेत परशा | | : : 
आरखबकपायेण | मीठे सहिजन के छाळ का चूण या वातादि दोपहर गण के 


२४॥ | छोय के साथ शिळाजतु का सेवन करना चाहिए । सोंट तथा 


अथवा जळ, काञ्जी, गोमुत्र और सुरा आदि के साथ 


I, 


देवदार मिश्रित ae महिपाइ गुग्युल का भी सेवन कराना 
चाहिए और स्नेहन, उपनाह एवं अनुळोमन का भी सदा 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 
यथोदिष्टां सिरां विध्येन कफजे विद्रधी भिषक्‌ | 
रक्तवित्तानिलात्येयु age बदन्ति तु ॥३४॥ 
छेप्मिकविद्रधि में, सिरानेध--कफन विधि में, पूर्वोक्त 
विधि (वामपा्ठ्य कक्षान्नन्योरम्यन्नरे) के अनुसार चद्य को शिरा- 
ra करना चादिए । कुछ आचार्य रक्त और पित्त विधि 
में, वाहु में ( कूर्पर प्रदेश में ) भिरावेध की अनुमति देते हैं ॥ 
पक्कं वा वहिरुनद्ध भित्त्वा त्रणबदाचरेत्‌ | 
खुनेपू््वसथो वाऽपि मेरेयाम्लतुरासवेः ॥ ३» ॥ 
पेयो वरुणकादिस्ठु मघुशिम्रद्मोषपि वा । 
शिग्रुमूलजले सिद्धं समिद्धार्थकमोदनम्‌ ॥ ३६॥ 
यघकोलङुत्तत्थानां यूपेमुं्ञीत मानवः। 
प्रातः प्रातश्च सेवेत मात्रया तैल्वकं घुनम्‌ ॥ १७॥ 
तरिवृताडिगणकाथसिद्धं वाऽप्युपश्ञान्तये | 
पक्कविट्रविचिक्षिन्सा--पकी हुई या याइर की ओर उभरी 
हुई विद्रधि को चीर कर, an के समान उपचार करना 
चाहिए! ऊपर या नीचे के मार्ग से कूटकर वहने वाली 
विद्ववि में मरेय, काझी, सुरा और मालव के साव वरगादि 
सण के द्रव्य या मीठे सहिजन के छाल का चूर्ण पीना चाहिए । 
सहिजन की जड के छाय से सिद्ध सरसो युक्त भात (चावल), 
जॉ, वेर आर कछुछथी के यूय के साथ रोगी को खिलाना 
चाहिये | अथवा प्रतिदिन ग्रातःकाळ विद्रधि की शान्ति के 
लिए अल्प मात्रा में fees एत ( चातब्याधि में पठित ) या 
व्रिद्वृताटिगण के काय से सिद्ध ga का सेवन करना चाहिए ॥ 
नोपगच्छद्ययापाकं प्रयतेत तथा भिषक॥ ३5 ॥ 
विद्रधि को पाक से बचाने का निर्देश--वैद्य को ऐसा 
यत्न करना चाहिए कि विढृधि में पाक न हो ॥ ३८॥ 
पयोगते विद्रधो तु सिद्धिनेकान्तिकी स्मृता | 
मत्याख्याय तु le asa तु बिद्रथौ 1 ३६ ॥ 
SITAR कुयोद्रक्तावसेचनम्‌ | 
विद्रध्युक्ता क्रियां छयोत्‌ पक्के बाइस्थि तु सेदयेत edi 
मत्ञागतविद्वविचिक्रित्सा-विद्धधि में पाक होने पर 
सफलता अनिश्चित रहती है wa मजञागत विठ्रथि की 
चिकिन्सा असाध्य = कर करनी चाहिए । स्नेहन तथा 
स्वेदन से युक्त रोगी का tesiten करना चाहिए 1 ( मज्ा- 
sarge ह गक होने पर विउ्रधि-चिक्रित्सा के लिए 
दा गई क्रिया अरिः भे 
en का प्रयोग था अस्थि का भेदून करना 
नि शल्यसथ विज्ञाय कर्तव्यं अणशोधनम्‌ | 
घावेत्तिककपायेण विक्त सर्पिस्तथा हिचम्‌ ४१॥ 
विद्रधि नण के, शक्य ( पूथ भाडि ) रहित होने पर, बण 
का योड़न करना चाहिए, तिक दन्यो के काय से न्रण को 


ना 


ara: १६-१७ ] 


* ~ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


७३ 


धोना चाहिए और तिक्त द्वव्यों के छाथ से सिद्ध घृत का पान 
करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
यदि सञ्ञपरि्रावो न निवतेत देहिनः | 
कुयीत्‌ संशोधनीयानि कपायादीनि बुद्धिमान्‌ 11४२) 
यदि रोगी की विटधि से मजा का बहना वन्द न होतो 
संशोधनीय eater प्रयोग बुद्धिमान वैद्यको करना चाहिए 
्रियुधातकीरोश्रकदफलं तिनिसेन्धबम्‌ | 
एतेस्तैलं विपक्तव्यं विद्रघित्रणरोपणम्‌ ॥ ४३॥ 
इति सुश्रुवसंहितायां चिकित्सास्थाने विद्रधिः 
चिकित्सितं नाम पोडशोऽध्यायः॥ १६॥ 
ee 
firey, धाय के फ़ूल, Ste, कायफल, तिनिशा (स्यन्दन) 
और सेन्धा नमक के काथ विद्रधि बण को भरने चाळा तेल 
पकाना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
इत्यायुरवेंदतच्वसन्दीपिकाभापाटीकायां पोडशोडध्यायः ॥ १६॥ 
Keone 


सघदशाऽध्यायः 


अथातो विसर्पनाडीरतनरोगचिकिल्सितं वयाख्यास्यामः। 


यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
विसर्प नाढी-स्तनरोग की चिकित्सा का उपक्रम-इसके 
अनन्तर विसर्प, नाडी और स्तन रोग की चिकित्सा विधि का 
वर्णन किया जा रहा है जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने (gaa 
safe दिप्यो से) कहा ॥ १-२ ॥ 
साध्या विसर्पाशक्षय आदितो ये 
न सन्निपातक्षतजी हि साध्यो | 
साध्येषु तत्पथ्यगणेबिदध्यादू- 
घृतानि aera तथोपदेहान ॥ ३॥ 
frat की साध्यासाध्यता पुवं सामान्य चिकित्सा-- 
प्रारम्भ के तीन विसर्प ( वातज, पित्तन और कफज ) साध्य 
तथा सन्निपातज और gaa विसपं असाध्य होते हें। साध्य 
विसर्पा में वातादि दोपद्वर गण के दव्या से सिद्ध घृत, सेक 
और लेप का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३॥ 


मस्ताशताद्वासुरदारुकुष्ठयाराहिकुस्तुम्चुरुकूष्णगन्धा: | 
वातात्मके चोष्णगणाः प्रयोय्याः से केषु AIG तथा शशवतेघु 
यत्‌ पञ्चमूलं खलु कणटकाख्यमल्पौमदृद्चाप्यथ वल्लिजं च। 
तच्चोपयोज्यं भिषजा प्रदेहे से के धृते चापि तथेव तैले ॥ 

वातज fread चिकित्सा-वातज विसर्प में सोफ, देवदारु, 
कूठ, वाराहीकन्द, धनियां, सहिजन, ( शमीत्यपरे ) और 
उप्णयण ( सद्गदार्वादि, पिप्पल्यादि ) के zeat को सेक, लेप 
एवं छाथ में तथा कण्टक पञ्चमूल, STATS, बृदत्पञ्चसूळ 
और वल्लीपञ्चमूछ को प्रदे, सेक, ga और ae पाक के 
लिए वैद्य को प्रयुक्त करना चाहिए ॥ 


१० सुर fre 


कसेरुश्वद्वाटकपद्मगुन्द्राः सशेवलाः सोत्पलकर्दमाश्च | 
बञ्जान्तराः पित्तकृते विसर्पे लेपा विधेया: agar: सुशीताः 
हीवेरलामजकचन्द्नानि ख्रोतोजसुक्तामणिगेरिकाश्च ॥ 
वीरेण पिष्टाः सघृताः सुशीता लेपाः प्रयोऽ्यास्तनषःसुखाय 
पित्तज Rad चिकित्सा-पित्तज पिसप में) नण पर वख 
रख कर, कसेरु, सिंघाडा, कमळ, भद्रसुस्ता, सेवार तथा 
कमळ युक्त कीचड़ का घृत मिश्रित शीतळ लेप लगाना 
चाहिए। far में सुख पहुचाने के लिए सुगन्धवाळा, 
छामजकतृण, चन्दन, सौचीराक्षन, gar, मणि और गेरू 
को दूध में पीस कर, घृत मिळावे तथा शीतळ पतळा लेप 
करे ॥ ६-७॥ 
प्रपोण्डरीकं मधुकं पयस्या मज्लिप्ठिका पद्मकचन्दने च 
सुगन्धिका चेति सुखाय लेपः पेत्ते बिसरे मिपजा प्रयोज्यः 
न्यम्रोधवगेः परिपेचनं च घृतं च कुर्यात्‌ स्वरसेन तस्य | 
शीतैः पयोभिश्च मधूद कैश्च सशर्करेरिक्लुरसेश्च सेकान्‌॥ 
पुण्डेरी, सुलेटी, क्षीरविदारी, मजीठ, पद्मास, चन्दन और 
उत्पल सारिवा के छेप का प्रयोग, पित्तज विद्रधि में सुख 
पहुचाने ( दाहशान्ति ) के लिए वेध को करना चाहिए। 
वटादि चयं के छाथ से परिपेक तथा इनके स्वरस से 
सिद्ध घृत, शीतळ दूध, मधु-मिश्रित जळ, waa और यत्ने 
के रस के द्वारा सेक ( Cold compress ) करना चाहिए ॥ 
घृतस्य गोरीमधुकारविन्दरोध्राम्बुराजादनगैरिकेषु | 
wares पद्मकसारिवाछु काकोलिमेदाङुस्ुदोत्पलेषु ॥ 
सचन्दनायां मधुशर्करायां द्राक्षासिथिराप्भ्निशाताह्वयास्र॥ 
कल्कीकृतासूदकमत्र दत्त्वा न्यम्रोधवर्गस्य तथा स्थिरादेः 
गणस्य बिल्वादिकपञ्चमूल्या्वठुयुणं क्षीरमथापि तद्वत्‌! 
प्रस्थं Raed परिपेचनेन पेत्तीनिन्यात्त विसर्पेनाडीः॥ 


विरुफोटदुषत्रणशीर्षरोगाच्‌ 
पाकं तथाऽऽस्यस्य निहन्ति पानात्‌ | 
ग्रहार्दिते शोषिणि चापि बाले घृतं हि गौर्यादिकमेतदिष्टम्‌ 
पित्तजचिसर्प में Mat एत-दर्दी, gest, छाळकमळ, 
लोध्र, सुगन्धवाला, खिरनी, गेरू, ऋषभक, THE, सारिवा, 
काकोली, भेदा, धेतकमळ, नीळकमळ, चन्दन, मधु की शकरा, 
सुनका, शालपर्णी, एष्टिपर्णी और सौफ के कल्क के साथ, 
वटादिवर्ग, विदारिगन्धादि गण तथा बृहत्पञ्चमूल के चतुर्युण 
छाथ एवं चतुर्गुण दूध के साथ एक प्रस्थ घुत का पाक किया 
जावे। इस घृत के परिपेक से fad और नाढी नण तथा 
पीने से विस्फोट, हुए घण, शीर्ष रोग ( ऊर्भ्वजछ्गत रोग ) 
और सुखपाक नष्ट होता है ae गौर्यादि gang रसित 
और चोप से पीडित वाळक के लिए भी हितकर है॥१०-१३॥ 
अजाऽश्वगन्या सरला सकाला 
सैकेपिका चाण्यथवाऽअश्शुङ्गी | 
गोमूत्रपिष्टो विहितः प्रदेहो हन्याद्विसपं कफजं सुशीघम्‌ ॥ 
कालानुसायीगुरुचो चगुल्लाराल्ावचाशी शिवेन्द्र पण्यैः | 
पालिन्दिमुक्षातमहीकदस्बा हिता विसर्पेपु कफात्मकेपु॥ 


५ 
के बीज और पुप्प का चूर्ण, लाक्षादिगण के छाथ से स्वच्छ 
किए गए नादीब्रणों पर छिडकना चाहिए ॥ ३६॥ 


तथा च गोमांसमसीं हिताय 
को्ठाश्रितस्यादरतो दिरान्ति | 
वर्तीकृतं माश्चिकसंप्रयुक्त 
a e ~ __ 4 
नाडीन्नमुक्त लवणात्तम वा ॥ ३७ ॥ 
टुप्त्रणे यद्विहितं च तलं 
ततसवेनाडीपु भिपम्विव्ध्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
चूर्णीकृतेरथ विमिश्रितमेभिरेव 
तेलं प्रयुक्तमचिरेण गतिं निहन्ति ॥३६॥ 
इसी प्रकार कोष्ठगत नाढीब्रणों को नष्ट करने के लिए, 
गोमांस को जळाकर बनाई गई TACIT) को अत्यन्त 
हितकर कहा गया है। अथवा सेन्धा नमक में मधु मिला 
कर चनाई गई वतिं नाढीत्रण के लिए हितकर हे दुष्ट ait 
की चिकित्सा के लिए जिस Ge (gard, चिरयिएव 
आदि zeit से मिद्व) का वर्णन किया गया हे, उसका प्रयोग 
सभी चाढीब्रणों में वेद्य को करना चाहिए । उपयुक्त Feat 
का चूर्ण तेल में मिछा कर प्रयोग करने से arian शीघ्र 
नष्ट होता है ॥ ३७-३९ ॥ 
एष्वेब मूत्रसहितेपु विधाय तेलं 
तत्‌ साधितं गतिमपोहति सप्तरात्रात्‌ | 
पिण्डीतकस्य तु बराहविभावितस्य 
मूलेषु कन्द्शकलेपु च सोबहेपु ॥ 
तेलं कुतं गतिमपोहति शीघ्रमेतत्‌ 
कन्देषु चामरवरायुघसाह्वयेषु ॥ Yo ॥ 
इन्हीं द्रव्या के कल्क के साथ गोमूत्र में सिद्ध किया गया 
a, नाढीत्रण को सात दिन में नष्ट करता हे। वराह- 
विभावित पिण्डीतक की जड ( काले रग के Ge वाला पिण्डी 
तक), सुवहाकन्द ( गन्धनाकुली ) तथा अमरवरायुध 
साह्वयकन्द ( वद्धचामक ) क टुकड़ा से सिद्ध क्या गया ae 
नाडीब्रण को शीघ्र दूर करता हैं ॥ ४० ॥ 
विमदा -पिण्डोनकञ्िविथ serge, श्वेनपुष्प , पौनपुष्पश्चा 
तैप्वन्न वराइमावित- कृणपुध्पो Ara 1 सुवहा गन्धनाकुली नापौ- 
णीति ठोके, गोधापढीत्यपरे; कान्दालीत्यन्ये, नस्या कन्दशकलेषु 
HTS, कृत सस्तन | कन्देषु चामरवरायुधसाहयेघु set 
अभरवर AS TH तेन समान आह्वय सञ्चा येषां ते अम- 
रवराचुवमाहया वञ्रङन्टास्नेपु । ( डएहण ) 
भल्लातकार्कमरिचेलेबणोत्तमेन 
fad विडज्गरजनीद्वयचित्रकेश्च ॥ ४१ ॥ 
स्यान्माकेधस्य च रसेन निहन्ति तेलं 
नाडी कफानिलकृतामपच्ची घणांग्च | 
भिलावा, मदार, मरिच, सेन्धानमक, विडङ्ग, हरदी, 
दारुदददी और चित्रक के क्रक के साथ, भगरेया के रस मैं 
सिद्ध क्या गया तेळ कफ-वातजन्य नाडीब्रण, अपची ud 
न्र्णो को नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ 


क nT TT IRS TTDI SPP PLIES IS PIP LE PPP “४ MARS POPS LIL 


घुश्रुतसंहिता 


स्तन्ये गते बिक्कतिमाछु मिपक तु धात्री 
पीतां घृतं परिणतेऽहनि वा मयेत्त ॥ ४२॥ 
निम्बोदकेन मधुमागधिकायुनेन 
वान्तागतेऽहनि च मुद्रसाशना रयाच्‌ | 
एवं व्यहं चतुरह पड॒ह वसेद्धा 
सर्पि: पिवेश्रिफलया सह संयुतं वा ॥ ४३॥ 
स्तन्यदोप-चिकित्सा--( stat के द्वारा ) दूध में विकार 
उत्पन्न होने पर, धात्री को ga पिळा कर, मधु और पिप्पली 
युक्त नीम के छाथ से संध्या समय वेद्य शीघ्र वमन करावे 
और वमन हो जाने पर दूसरे दिन मूंग का यूप भोजन के 
लिए दे। इस प्रकार तीन, चार था ६ दिन वमन कराना 
चाहिए या त्रिफळा मिश्रित ga पिछाना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 
भार्गी बचासतिविपां सुरदारु पाठां 
मुस्तादिकं मधुरसां कडुरोहिणीं च | 
धात्री पिवेत्तु पयसः परिशोधनार्थ- 
सारसखधादिपु वरं मधुना कषायम्‌ ॥ ४8 ॥ 
भार्गी, चच, अतीस, देवदार, पाठा, सुस्तादिगण, मूर्वा, 
कुटकी और आरग्वधादि गण के छाथ में मधु मिला कर दुग्ध 
शुद्धि के लिए धात्री को पीना चाहिपु ॥ ४४ ॥ 
सामान्यमेतडुपदिष्टमतो विशेषा- 
होपान्‌ पयोनिपतिताञ्‌ शामयेद्यथास्वम्‌ | 
रोगं स्तनोस्थितमवेक्य भिपन्त्रिटध्या- 
द्द्विघावभिहितं बहुशो विधानम्‌ ॥ ey UI 
स्तन्य-विकृति की यह सामान्य चिकित्सा हे । स्तन्य 
विकार को उत्पन्न करने वाले दोषों के प्रकोप के अनुसार, 
उनकी विशेष चिक्रिसा करनी चाहिए--स्तन रोग ( स्तन 
विद्रधि Mammary abscess ) की भली भाति परीक्षा करके, 
विद्रधि चिकित्सा के लिए जिन अनेक विधानो का कथन 
किया गया है, उनका प्रयोग वैद्य को करना चाहिए ॥ ४५॥ 
संपच्यमानमपि तं तु विनोपनाहैः 
संभोजनेन खलु पाचयितुं यतेत | 
शीघ्र स्तनो हि सडुमांसतयोपनद्धः 
सवे ्रकोथझुपयात्यबदीयंते च ॥ 9६ ॥॥ 
पकने चाळी स्तन विद्रधि में भी पुलटिस का प्रयोग 
न कर, यथेष्ट भोजन के द्वारा ही उसे पकाने का यत 
करना चाहिए क्योंकि रूदुमांस से निर्मित स्तन सम्पूर्ण 
रूप से ae जाता दै और फट जाता हे ॥ ४६॥ 
पक्के तु दुग्घहरिणीः परिहृत्य नाडीः 
कृष्णं च चूचुकथुगं विदधीत श्रम | 
आसे विदाहिनि तथेव गते च पाकं i 
घाञ्याः स्तनौ सततमेव च Recta ॥४७॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने बिसर्पनाडी- 
स्तनरोगचिकित्सितं नाम सप्तदशोउध्यायः॥ १७॥ 
ब्र 26... अ 


श्रेष्यायः १७-१८ | 


म्तनविट्धि में पाक होने पर, दुग्ध वहाने वाली नाडियों 
तथा दोनों कष्ण चूचुक को बचा कर दाखकर्म करना चाहिए। 
आम ( क्षपक्त ), विटग्ध (ages) और cage स्तन 
विद्रधि की दशा में धात्री के स्तर्नो से बार-बार दूध निकालना 
चाहिएु॥ ४७ Ul 
विमर्श।--स्तन-विद्धधि की प्रत्येक दशा मे धात्री के स्तनों 
, से वार बार दूध निकालने का विशेष प्रयोजन है। विद्रधि 
की आमावस्या में उसे विदग्धता से बचाने के लिण; विदग्धा- 
वस्था में पाक से बचाने के लिए तथा पाकावस्था में नाढीचण 
से रक्षा करने के लिए धात्री के स्तनों से वार-यार दूध 
निकालते रहना चाहिए 1 इस कायं के लिए सम्प्रति Breast 
pump का प्रयोग किया जाता है । 
इत्यायुवेद्तत्वसंदीपिकाभापादीकायां सप्तदशोऽध्याय, ॥१७॥ 
हिया जया 


अष्टादशोऽध्यायः 


अथातो घन्थपच्यवुदगलगणडचिकित्सितं व्यास्यास्यामः॥ 


यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः॥ २॥ 
इसके अनन्तर प्रन्थि-अपची-अर्घुट और गर्गण्ड की 
चिक्रिसा विधि का वर्णन किया जा रहा दे, जसा कि भगवान्‌ 
धूह्वन्तरि ने (gga प्रम्ट्रति roti से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
अन्थिष्वथामेषु भिपस्विदध्या- 
sania विस्तरशो बिविज्ञः | 
रक्षेद्रल॑ चापि नरस्य नित्यं 
तट्रक्षितं व्याधिचलं निहन्ति ॥ ३॥ 
आमग्रन्थिचिकित्सा--क्रिया-विध्रि को जानने वाला 
वैद्य अपक्क विद्रधि में शोय-चिकिव्साविधि (अपतपंण से 
छेऊर विरेचन पर्यन्त एकादश क्रिया ) का विस्तार से प्रयोग 
करे और रोगी के चळ की सदा रक्षा करता रहे, क्योंकि 
सुरक्षित किया गया बल, व्याधि की शक्ति को नष्ट करना हे॥ 
तेलं पिवेत्‌ सपिरथो दयं वा 
दत्त्वा बसा वा त्रिवृतं विदध्यात्‌ | 
अपेहिवातादशमूलसिद्ध 
वैद्यश्वतुःस्नेहमथो a बा ॥ ४ ॥ 
आमग्रन्थि में स्नेहपानविधि--वेद्य, ( ग्रन्थि से पीडित 
रोगी को ) Se या छत अथवा तैल, छत दोनों या तेल घृत 
और वसा तीनों zeit को मिलाकर, अथवा प्रसारणी और 
ange से सिद्ध चारों या दो-दो sat ( तैछ, घृत, वसा 
और aan) को पिळावे ॥ ४॥ 


हिख्राऽथ रोद्विएयमृताऽथ भार्गी 

श्योनाकविल्वाशुरुक्कषणगन्धाः | 
योजी च पिष्टा सह तालपऽ्या 

ग्रन्थो विधेयोऽनिलजे प्रलेपः ॥ ५ ।। 
सुवेदोपनाहान्‌ विविधांश्च कुर्यो- 

तथा प्रसिद्धानपरां्च लेपान | 


चिकित्सास्थानमू 


ge 
TITTIES a Nn, ES DONOR PRA RAN nd OPA Pt Pe os grr Eee 
atten RR 


विदार्ये बा पक्कमपोह्य पूयं 
_ अक्षाल्य विल्वाकनरेन्रतोयैः ॥ ६ ॥ 
तिलः सपच्वादुलपत्रमिश्रेः 
संशोधयेत सेन्चवसम्रयुक्ते: | 
शुद्धं AT वाऽप्युपरोपयेत्त 
aN ped 
तलेन राखासरलान्बितेन | 
विडड्रयष्टीमधुकासरताभिः 
सिद्धेन वा क्षीरसमन्बितेन ॥ ७ ॥ 
वातअप्रन्थिचिङित्सा-वातज aha मे feat, कुटकी, 
गिलोय, भार्गी, अरल,, वेळ, अगर, सहिजन, गोनिहा और 
मृसली को पीसकर प्रलेप छगावे एवं विविध प्रकार के स्नेह 
और same ( पुळटिस ) तथा अन्य प्रसिद्ध लेपों का 
( मिश्रक अध्यायोक्त ) प्रयोग करे। अथवा पक्की हुईं मन्थि 
को चीरकर एय निकाले भर बेल, मदार तथा भअमळतास 
के काथ से घण को धोकर तिळ, प्रण्डपत्र भौर Aen नमक 
के करक से संशोधन करे। रासना और Rata के चूर्ण को तेल 
में मिळाकर अथवा Prez, सुलेठी और गिलोय के कल्क के 
साथ दूधके द्वारा सिद्ध तेल से शुद्ध aw का रोपण करे ॥५-७॥ 
जलौकसः पित्तकृते हितारतु 
क्षीरोद्काभ्यां परिपेचनं च || ८ ॥ 
काकोलिवर्गस्य च शीतलानि- 
पिवेत्‌ कपायाणि सशर्कराणि | 
द्रक्षारसेनेक्षुससेन वाऽपि 
चूण पिवेचचापि हरीतकीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मधूकजम्व्बजुनवेतसानां 
wate: प्देहानवचारयेत | 
सशकरवां तृणशन्यकन्दे- 
दिंह्यादभीचणं मुचुलुन्दर्जेबी ॥ १० ॥ 
पित्तजम्रन्थिचिकित्स]--पित्तञञ अन्थि में जॉक लगाकर 
रक्त निकालना तथा दूध और जळ से परिपेक करना हितकर 
होता दँ । काकोळीयण के शीतल छाथ में शर्करा मिलाकर 
अथवा हरीतकी का चूण भी gee या गन्ने के रस के 
साथ पिछाना चाहिए । महुभा, जामुन, अर्जुन और वेळ की 
छाळ का ( पीस कर ) लेप लगाना चाहिए। अथवा तृण- 
शून्य कन्द (Faz की जड) या मुचुलन्द ( सचऊन्द ) 


सें शकरा मिलाकर वार वार लेप ळयाना चाहिए ॥ ८-१० ॥ 


विदार्य बा पक्कमपोह्य पूयं 
धावेत्‌ कपायेण वनस्पतीनाम्‌ | 
तिलेः सयष्टीमधुकेर्थिशोध्य 
सर्पिः प्रयोज्यं मधुरेबिंपकपू ॥ ११॥ 
पकी हुईं ग्रन्थ को 'चीरकर ga निकाले और (az, 
पीपछ, गूलर आदि) वनस्पतियों के काथ से धोवे चथा 
तिळकरक एवं मुलेठी के चूर्ण से त्रण का शोधन कर 
मधुर zat ( काकोठ्यादिगण ) के द्वारा सिद्ध घृत का 
प्रयोग करे ॥ ११ ॥ 


शी 


95 
core 
हृतेषु दोषेषु यथानुपूड्यी 
ग्रन्थो मिपक्‌ श्लेष्मसमुत्थिते तु | 


रिश्रन्नस्य विम्लापनभेव कुयो- 
दडुछलोहोपलवेर]ुदण्डे: ॥ १२॥ 

विकङ्कतारग्वघकाकणन्ती- 
काकादनीतापसवृक्षमूलेः | 

आलेपयेत्त पिरडफलाकंभार्गी- 
करञ्जकालामदनेश्च बिद्दान्‌ ॥ १३ ॥ 


कफग्रन्थि चिकित्सा--स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, 
रक्तमोचषण आदि क्रियाओं के द्वारा कफजग्रन्थि के दोपों के 
दूर हो जाने पर, स्विन्न ( स्वेदनयुक्त ) शरीर वाळे रोगी की 
ग्रन्थि का अगूठा, लोह, पत्थर या वांस के दण्ड से वेच 
विम्लापन (मदन के द्वारा शोथ का विलयन) att 
विकङ्कत ( कण्टकारी ), असळतास, रक्तगुक्षा, काकादनी 
( चायसतिन्दुक कौवाठोरी ) amare ( इड्डुदी ), 
पिण्डफला ( कटुतुस्वी ), मदार, भागी, कर्ष, तगर भौर 
मैनफल की जढ़ को पीसकर विद्वान्‌ वेद्य लेप लगावे ॥ १३॥ 


अमर्मेजातं शममप्रयान्त- 
मपक्मेवापहरेद्विदायं | 
ata स्थिते चास्‌जि सिद्धकमी 
सद्यः क्षतोक्त च विधि बिदध्यात्‌ ॥१8॥ 
जो अन्थि मर्मस्थान में उत्पन्न न हुई हो एवं उपयुक्त 
चिकित्सा विधानें के द्वारा जिसका शमन न होता हो, उसे 
कुशळ चिकित्सक अपक्रावस्था में ही चीरकर निकाले और 
रक्त के रुफने पर अशि से जलावे तथा सद्य'क्षतत के लिए कही 
गई ( मधु; घृत आदि का प्रयोग ) विधि का प्रयोग करे agen 


या मांसकन्द्यः कठिना बृहत्य- 
स्तास्वेप योज्यश्च विधिविधिन्नेः | 
शखेण बाऽऽपाट्य सुपकमाशु 
प्रक्षालयेत्‌ पथ्यतमेः कषायैः । १५॥ 
संशोधनेरतं च विशोधयेत्तु 
क्षारोत्तरे: क्षीद्रगुडप्रगाढेः | 
शुद्धे च तेलं त्ववचारणीय॑ 
विडङ्गपाठारजनीविपक्कम्‌ ॥ १६॥ 
जो सांसप्रन्थि वडी और कठिन हो उसमें ही उपयुक्त 
चिकित्सा-विघि का प्रयोग क्रिया-कुशरू चिकित्सक को करना 
चाहिए । अथचा पकी हुई ग्रन्थि को शीघ्र शत्र से 'चीरकर 
कफजन्य घण को नष्ट करने वाले फार्थो से धोना चाहिए 
शीर सशोधन quit में प्रचुर यवच्षार, मधु तथा गुड़ मिला 
कर जण का शोधन करना चाहिए। शुद्ध त्रण में flex, 
पाठा और हक्दी के कल्क से सिद्ध तेळ का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 
मेदःसमुत्ये तिलकल्कद्र्धं ˆ 
दत्त्वोपरिष्टाद्‌ दिगुणं पटान्तम्‌ | 


सुश्रुतसंहिता 


हुताशतपरेन मुहुः TISAI 
ल्लोहेन घीमानदहन्‌ हिताय ॥ १७॥ 
मेदीजग्रन्थिचिकित्सा--मेदोजग्रन्थि मे firemen का लेप 
करके ऊपर से दुहरे वख फे द्वारा ढककर, अभितप्त लोह 
ges से धीरे धीरे जलने से बचाते हुप, बुद्विमान्‌ 
चैद्य रगड़े ॥ १७॥ 
प्रलिप्य दार्वीमथ लाक्षया वा 
प्रतप्तया स्वेदनमस्य कार्यम्‌ | 
निपात्य वा शस्त्रमपोह्य मेदो 
दुहेत्‌ सुपक्क तबथवा बिदाये ॥ १८॥ 
प्रक्षाल्य मूत्रेण तिले' सुपिष्ट 
चिकाद्ये Aas aA 
सुबचिकायह रितालमिश्र: | 
XS > 
ससेन्धवेः क्षोद्रधृतप्रगाढे: 
है क्षारोत्तरेरेनमभिप्रशोध्य | 
तेलं विदध्यादू डिकरञ्जगुञ्जा- 
वंशावलेखेड्डु दमूत्नसिद्धमू ॥ १६॥ 
अथवा कडडी में लाख का झेप करके अञ्चि पर तपावे 
भर उससे ग्रन्थि का स्वेदन करे। अथवा ग्रन्थि को शख 
से चीरकर मेद को निकाले और अभि से अग को ae! 
अथवा सळी भाति पकी हुई ofa को चीरकर गोमूत्र से 
धोवे और तिळ, सजीखार, हरिताळ एवं सेन्धानमक'के 
चूणे में प्रचुर परिमाण में मधु, घृत तथा यवच्षार मिळाकर 
त्रण का शोधन करे। करञ्ज, पूतिकरक्ष, Te, बांस की 
छाल, Wel और गोमूत्र के द्वारा तेल पाक करना चाहिए ॥ 
जीमूतकेः कोशवतीफलेश्च 
दन्तीद्रवन्तीत्रिववतासु चेव ॥ २० ॥ 
सपिः कृतं हन्त्यपची प्रवृद्धां 
द्विधा प्रवृत्त तडुदारवीर्यम्‌ | 
निशुण्डिजातीबरिहिष्ठयुक्त 
जीमूतक माक्षिकसेन्धवाढ्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
अभिप्रतप्तं बमनं प्रगाढं 
_ . दु्ापचीपूत्तममादिशन्ति | 
केडयेयिम्बीकरवीरसि 
तेलं हितं मूधविरेचनं च ॥ २२॥ 
शाखोटकस्य स्वरसेन सिद्ध 
तेलं हितं नस्यविरेचनेषु | 
सधूकसारश्च हितोऽवपीडे 
फ्रलानि शिग्रोः खरमश्लरेवी ॥ २३॥ 
अप'चीचिकित्सा--देवदाळी और seg तरोई के फळ 
तथा दुन्ती-द्रचन्ती और निशोध की जड़ फे wen से सिद्ध 
किया गया ga वढी हुई अपची को नष्ट करता है। यह 
घृत उत्कृष्ट शक्तिशाली तथा दोनों मागो से ( वमन-विरेचन ) 
दोषां को दूर करने वाळा है। दूषित अपची में गाइ वमन 
कराने के लिए, सभालू, चमेली भौर सुगन्ध वाला 
के उप्ण काथ में, देवदाली कल्क, मछ और सेन्धानमक 


अध्याय १८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


७६९ 


मिलाकर प्रयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। Sea ( पर्वत 


` निम्व या निर्गुण्डी), fet ( कुंदरू) भौर कनेर की जड़ 


के कल्क से सिद्ध तेळ के द्वारा गाढ़ वमन करना तथा 
शिरोविरेचन देना एव सिहोड के स्वरस से सिड तेल का 
नस्य और विरेचन में प्रयोग करना हितकर होता है । 
अथवा महुआ का सार ( वृक्ष के अन्दर का भाग), सहिजन 
और अपामार्ग का वीज, अवपीडन नस्य ( अवपीडय दीयते 
इत्यवपीडः नस्यभेद्‌ः ) के लिपु हितकर होते हैं ॥ २०-२३॥ 


ग्रन्थीनम्मप्रभवानपका- 

चुद धृत्य चाग्निं विदधीत पश्चात्‌ | 
क्षारेण वाऽपि प्रतिसारयेत्त 

सलिख्य शास्रेण यथोपदेशम्‌ ॥ २४ ॥ 


अमर्मज रन्धि में चार, अझ्नि, शस्रक्रिया का विधान मर्म- 
रहित स्थान में उत्पन्न अपफ ग्रन्थि को (शस्त्र से चीरकर ) 
निकालने फे पश्चात्‌ भभिक्म (Coutery ) करना चाहिये । 
अथवा यथोक्तविधि के अनुसार शाख से अ्रन्थि का लेखन 
(Scraping) कर शार के द्वारा प्रतिसारण (धिसना ) 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


पाए्णि प्रति हे दश चाइुलानि 
मित्वेन्द्रबरित परिवज्य धीमान्‌ | 
विदार्य मत्स्याएडनिभानि वैद्यो 
निष्कृष्य जालान्यनलं विदध्यात्‌ ॥२५॥ 


अपची में अझ्चिकर्म का विधान--बुद्धिमान्‌ चेद्य ( जानु- 
सधि के पश्चात्‌ भाग से) पार्णिग (एडी) की ओर ane 
age भाप कर, इन्द्रवरित मर्म को बचाते हुए चीरा 
लगावे और मछली के भर्ण्डो के सदश मेद के जाल को 
निकाल कर अझ्निकमं ( 0०००८५) करे। अर्थात्‌ तत्तलोह 
इलाका से घण स्थान को जळावे, जिसमें पुनः मेद के जाळ 
की उत्पत्ति न हो ॥ २५॥ 


विमशः-सुश्रुत ने इन्दवस्ति मर्म का स्थान एड़ी की 
ओर जंघा के मध्य में माना है तथा इसकी गणना मांसममों 
सें की दै--'पाण्णि प्रति जद्दामध्ये इन्द्रवस्तिनाम, तत्र शोणितक्षयेग 
मरणम्‌ ।! 'तत्र तलढृदयेन्दवस्तियुदस्तनरोहितानि मांसमर्माणि।? 
(सु शा. अ. ६) इस दृष्टि से इन्द्रवस्ति मर्म पिण्डली प्रदेश 
की सांसपेशी में ही किसी स्थान पर दो सकता है । 
आ गुल्फकणीत्‌ सुमितस्य जन्तो- 
स्तस्याष्टभागं खुडकाद्विभज्य | 
घोणजुंवेधः सुरराजबस्ते- 
हित्वाक्षिमात्रं त्वपरे बदन्ति॥ २६॥ 
गुल्फ सन्धि के कर्ण ( खुछक अर्थात्‌ टखना ) से भली 
भाँति ( star की ओर २० ARS ) मापे गए रोगी के ( जंघा 
प्रान्त के कुछ माप के ) आठवें भाग (ढाई अंगुल) इन्द्रवस्ति 
मर्म के स्थान को छोड कर, कण्डरा में नालिका के समान 
सीधा चीरा ema! कुछ आचाय इन्दवस्ति मर्म के लिए 
त्न प्रमाण (दो अंगुल) स्थान छोडने का TTA देते हैं ॥२६॥ 


Se A Pe SIGS SGI SO OSS Se RRR 0000 >परससससससस्ट 


विमद्ोः--आयुल्फकर्णात खुल्फात ach कर्णाविव यस्य 
स तथा, (खुलको जघापादयोः सन्धि) सुरराजवर्तेरिन्द्रवस्तेरएमाग 
जद्वायाश्वरणद्दीनाया विंशत्यज्गुलाया अष्टमो भाग सार्डमङ्ुलद्वय 
दित्वा, qaft age इन्द्रवस्तिस्तथापि तदुपधातपरिद्दारार्थ ara- 
वाडुलद्वय शेयम्‌ । अन्ये तु अक्षिमात्रमेव age नेत्रप्रमाण हित्वेति 
वदन्ति | dose इति धुल्फकर्णस्य gene, घोणा नासा इव 
घोणा, यथोत्तरीयकण्डरा तस्या ऋजुरवक्रो वेधो व्यध" । अपच्यास्तु 
जद्वाकण्डरायतमेदोमूलनाया भोजवच नम्‌--'वातपित्तकफा वृद्धा मेद- 
श्वापि समाचितम्‌ | जद्वयोः कण्डरा प्राप्य मत्स्याण्डसइशानू वहून्‌? 
इत्यादीति गयी, जेञ्जरस्याप्ययमभिप्राय । एव प्रथमश्ोकेनाधस्ताद्‌ 
दितीयश्शकेनेन्द्रवस्तेरुपरिष्टाव्‌ sg. पाश्चात्यमागगतकण्डराया- 
घङ्ठुलमात्रो व्यथ, कार्य रति स्थितम्‌ । ( डव्हण ) 


मणिबन्धोपरिष्टाद्वा छुयोद्रेखात्रयं भिषक्‌ | 
ageratd सम्यगपचीनां निवृत्तये ॥ २७॥ 
अथवा अपची की भली भाँति निवृत्ति के लिए ae 
मणिवन्ध ( कलाई ) के ऊपर एक अगुळ के अन्तर से तीन 
रेखायं बनावे ॥ २७॥ 
चूर्णस्य काले प्रचलाककाक- 
गोधाहिकूमेत्रभवां मसीं हु। 
दद्याश्व तेलेन सहेहुदीनां 
यद्वक्यते श्लीपदिनां च तैलम्‌॥ 
विरेचनं धूमयुपाददीत भवेच्च नित्यं यवमुद्रभोजी | 
घण-रोपण काळ में ( चूर्णस्य काळे रोपणकाले ) प्रचकाक 
( मोर ), ata, गोह, ad और aga को जळा कर बनाई 
राख (at), इड्टुदी के ae में मिला कर लगावे तथा 
qe रोगियों के लिए जिन तेलों का कथन किया जावेगा, 
उनका प्रयोग करे । रोगी को वैरेचनिक धूम दे और प्रतिदिन 
जौ भौर मूग का भोजन करावे ॥ २८॥ 
ककोरुकेवीरकनारिकेलप्रियालपञ्चाहुलबीजचूर्णेः ॥ 
mag? कषीरघृताम्बुसिदधे- 
रुष्णेः सतेलैरुपनाहृयेत्त । 
कुर्याच झुख्यान्युपनाहनानि 
सिद्धेश्च मांसेरथ वेसवारैः ॥ ३० ॥ 
वातज age चिकित्सा-कर्कारक (कूष्माण्ड), gates 
( ककडी ), नारियळ, चिरोंजी और que बीज के चूण, 
तथा दूध, घी भौर जळ से सिद्ध उप्ण तैल के द्वारा वातज 
अरुंद का उपनाह करना चाहिए एव मास और वेशवार से 
सिद्ध प्रधान उपनाहों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९२ Ro ॥ 
सुवेदं विदध्यात्‌ कुशलस्तु नाड्या 
meu रक्तं बहुशो हरे | 
वातन्ननियूंहपयोऽम्लभाग 
सिद्ध शाताख्यं त्रिवृत॑ freer li ३१ Ul 


कुशळ चिकित्सक नाडी स्वेद करे और सींग के द्वारा 
अनेक वार रक्त निकाळे। अथवा ATA ( देवदावादिगण ) 


go 


सुश्रतसंहिता 


यी 
POR RRO OR ON RD PPD TO Ann 


उच्यों के छाय, दूध तथा काज्ञी से सिद्ध-शतपाक त्रिवृत्‌ ae 
९ घृत, तेळ, वसा ) पिळावे ॥ ३१॥ 
स्वेदोपनाहा मृदवस्तु कार्याः 
frog? काचविरेचनं च! 
विधृष्य चो दुम्वरशाकगोजी- 
पत्रेथशं छोत्र्युतेः प्रलिम्पेन्‌ ॥ ३२॥ 
इलद्दणीकृतेः सर्जरसप्रियहु- 
पत्तडरोभ्रा्ननवष्टिकाहेः | 
विस्लाव्य चारखघगोजिसोसाः 


श्यामा च योज्या: कुशलेन लेपे ॥ ३३ | 


श्यामागिरिद्वाज्वननकीरसेथु 
द्राक्षारसे समलिकारसे च | 
घृतं पिचेन्‌ छीतकसंप्रसिद्ध 
पित्तादुंदी तव्वठरी च जन्तु ॥ ३४॥ 
पित्तज gz चिकिन्सा-पित्तज ade सें खदु स्वेद, उप- 
नाह भौर विरेचन हितकर होता है। गूलर, वरुण सौर fests 
SIRS बुंद को रगड़ कर, राळ, frag, पतङ्ग, लोध्र, अञ्जन 
तया Beat के चिकने चूर्ण में ag मिलाकर, अनेक चार लेप 
oma | कुशळ चिकित्सक age से रक्त निक्छ कर अमळ- 


तास, योजी (ater या शाखोटक ), सोमलता और 


निझोथ के टेपका प्रयोग करे । faite, गिरि्वा (ितस्यन्द्‌), 
अज्जनकी ( नीटाञ्जनिका या श्रीफलिका ), 
सहास्मि (यवतिक्छा) के रस में छीतक ( मुलेदी ) कर्क के 
द्वारा सम्यक्‌ सिद्ध घन, पित्तज ade तथा पित्तोदर के रोगी 
को पिलावे॥ ३२-३६ ॥ 
शुद्धस्य जन्वोः कफजे$बुंदे तु 
TESTS तु ततोवुंद तत्‌ । 
द्रव्याणि wea दोपान्‌ 
हरन्ति ते. कल्कक्ते. प्रदिह्यात्‌ ॥३४॥ 


कपोतपारावतविङविमित्रैः 
, wena. झुकलाङ्ञलाख्यः | 
मूत्रस्तु काकादनिमूलमित्रे. 


क्षारम्रदिग्वेस्थ वा प्रदिह्यात्‌ ॥ ३६॥ 

कफज age चिकित्सा--कफज अद सें (वमन से) ge 

हुए रोगी के अर्चुद से ( अलावू के द्वारा ) रक्त निकाल कर 

oa वया अधोमार्ये ( वनन-विरेचन ) से दोषों को हरण 

करने वाले sat (ach के लिए पठित जीमूतक, 

घोषवत्ती फळ, salt, उवन्ती सादि) का कल्क दना, 

उसपर लेप emit कबूतर और पारावत ( परेवा ) की 

चीट, कांसे की कालिज, शुक ( अन्यिपर्ण az), कलिहारी 

और काकादनी ( वायसतिन्दुक ) की जड योसूत्र से पीस 
कर Sat अथवा डारयुक्त hast लेप छुयावे ॥३५ ZEN 


निप्पाबपिण्याककुलर कः कुतत्यकल्के- 
मासप्रागाढ़देधिमस्व॒ुयुक्तैः | 
लेप॑ 


लेपं विदव्यात कमयो यथाउत्र 
Tart मुञ्चन्त्वय afters ach 


सुनक्का और 


अल्पावशिष्टे कृमिभक्षिते च 
लिखेत्ततोऽग्नि विद्धीत पश्चात्‌ | 
यदल्पमृल त्रपुताम्रसीस- का 
पट्ट. ससावेष्ट्य तदायसेचों ॥ श८॥ 
क्ाराग्निशख्राण्यसङ्कद्विदध्यात्‌ 
प्राणानहिंसन्‌ भिपगप्रमत्तः | 
आर्फोतजातीकरवीरपत्रैः 
कपायमिष्टं ्रणशोधनार्थम्‌ ॥ ३६॥ 
शुद्धे च तेलं विदधीत भार्गी 
विडङ्ग पाठात्रिफलाविपकम्‌ | 
यदृच्छया चोपगतानि पाकं 
पाककमेणोपचरेद्विधिन्ञः ॥ ४०] 
सेम, पिण्याक ( सरसो-अळखी आदि की खली ) बौर 
इुलथी के res में प्रचुर मांस, दधि तथा सस्तु ( डधि जळ) 
मिलाकर, अबुंद पर लेप करे जिसमें मक्खियाँ चहाँ आकर 
ae और कृमि उत्पन्न करें। जब कृनियो के खाने से बुंद 
का SRT भाग अवशिष्ट रह जाय तब लेखन करके नमिकर्य 
Stl अह्पमूल वाले ade को रांगा, तांवा, सीसा या लोहे 
की पट्टी से चारों भोर से बांध कर, रोगी के प्राण की रक्षा 
करते हुए, सावधान चिकित्सक चार, अभि तथा दाख कर्म 
का अनेक वार प्रयोग करे। अपराजिता, चमेली आर कनेर के 
पत्ते का काथ बण को शुद्ध करने के लिए उपयोगी होता है 
मण के शुद्ध होने पर भागीं, विडङ्ग, पाठा और त्रिफला 
ree से सिद तेल का प्रयोग करना चाहिए । स्वतः पाक के 
मत्त होने वाले अंद की चिकित्सा, frags वैद्य पद 
चण चिकित्सा विधि की भाँति करे ॥ ३७-६० ॥ 
मेदोऽघ्यद स्विन्नमथो विदार्य 
विशोध्य सीव्येद्वतरक्तमाद्यु | 
ततो ह्रिद्रागृहधूमरोध- 
पत्तडचूर्णः समन.शिलालैः ॥ ४१॥ 
रणं अतिग्राह्म सधुप्रगाडैः 
करञ्जतेलं विदधीत शुद्धे | 
सशेषदोपाणि हि योउ्घुदानि 


अध्याय १८ | 


संस्वेद्य गण्डं पबनोत्यमादी 
र नाञ्याऽनिलून्नौपधपत्रमदभः ॥ 8३॥ 
अम्लेः समृत्रविविधेः पयोभि- 
रुष्णेः सतेलेः पिरितैग्च विद्वान | 
विस्रावयेत्‌ स्विन्नमतन्त्रितञ्च 
शुद्धं त्रणं चाप्युपनाहयेत्त ॥ ४४॥ 
शणातसीमूलकशिग्रुकिण्व- 
प्रियालमञज्ञानुयुते स्तिलैस्तु | 
कालामृताशिम्रुपुनर्नेवार्क- 
Fs rs गजादिन/माकरहाटकुएः ॥ 9५ ॥ 
केपिकावृक्षकतिल्वके 
सुराम्लपिष्टेरसकृत्‌ प्रदिह्यात्‌ ॥ ४६॥ 
५. वातज गलगण्ड-चिकित्सा--वातज गलगण्ड में विद्वान 
qu प्रथम aan ( एरण्ड आदि) द्वब्यों के पत्तों के उप्ण 
फाथ, काञ्जी, अष्टविध मूत्र, दूध, ae और मांसरस के द्वारा 
नाड़ी स्वेद करे । आळस्यरहित चैद्य, स्वेदनयुक्त गण्ड से रक्त 
निकाले भौर an का शोधन कर, पुलटिस याँधे। सन, 
wedi, मूळी, सहिजन, सुराबीज, चिरोंजी की मींगी, तिळ, 
तगर, गिलोय, सहिजन, gaia, सदार, गजपिष्पल, 
Have, कूठ, एकेपिका ( पाठा ), goa भौर लोध्र को सुरा 
तथा काञ्जी में पीसकर अनेक बार लेप करे ॥ ४३ ४६ ॥ 
तैलं पिवेघास्तवल्लिनिम्ब- 
हंसाहयावक्षकपिप्पलीभिः | 
सिद्धं बलाभ्यां च सदेवदारु 
हिताय नित्यं गलगण्डरोगे ॥ 9७ ॥ 
गिलोय, नीम, हंसपदी, कुटज, पिप्पळ, वळा, भतिचला 
और देवदारु से सिद्ध तेळ गलगण्ड रोग में लाभ पहुँचाने के 
लिए नित्य पिळावे ॥ ४७॥ 


स्वेदोपनाहेः SHAT तु 
संस्वेद्य विखा्णमेव छुयीत्‌ | 
ततोऽजगन्धातिविषाविशल्या- 
बिपाणिकाकुष्ठझ्युकाहययामिः ॥ १८॥ 
पलाशाभस्मोदकपेपितामि- 
्द्ह्यात्‌ सुगु्जाभिरशीतलाभिः | 
दशार्थसङ्कःथेलेबणेश्च युक्त 
तेलं पिवेन्मागधिकादिसिद्धम्‌ ॥ 9६ tt 
प्रच्छुदेन॑ मूर्धविरेचनं च 
qua वैरेचनिको हितस्तु । 
पाकक्रमो वाऽपि सदा विधेयो 
aaa पाकडुतयोः कथञ्चित्‌ ॥ ५०॥ 
कफज गलयण्ड-चिकित्सा--कफज गळगण्ड में स्वेद और 
उपनाह से स्वेदन करके, रक्तमोक्षण करना चाहिए तथा 
अजगन्धा ( वनतुळसी ), अतीस, विशल्या ( कलिहारी ); 
' विषाणिका ( मेढ़ासिंगी ), कूठ, शुकाह्यय (चर्सकारवट) और 


११ go चि० 


चिकित्सास्थानम्‌ 


८१ 


गुञ्जा को पलाश ages से पीस कर, उप्ण लेप लगाना 
चाहिए । पिप्पल्यादि गण के छाथ भौर करक से सिद्ध तेल में, 
dat नमक मिळाकर पिळाना चाहिए। वमन, शिरोविरेचन 
और पेरेचनिक घूम का प्रयोग करना चाहिए । किसी प्रकार 
पाक होने पर ( वातज, कफज गळगण्ड में ) पक्क घण की 
भाँति चिकित्सा-विधि का प्रयोग वैद्यको सदा करना चाहिए ॥ 


कडुत्रिकक्षौद्रयुताः समूत्रा 

wear यवान्नानि रसाश्च मोदाः | 
सश्चृङ्गवेराः सपटोलनिम्वा 

हिताय देया गलगण्डरोरे ॥ ५१॥ 


गछगण्ड रोग में पथ्य--न्रिकट चुर्ण (ats मरिच-पिप्पळी) 
के साथ मधु और गोमूत्र मिलाकर जो का अन्न तथा नादी, 
परवळ आर नीमयुक्त मूंग का यूप खिलाना हितकर 
होता है ॥ ५१॥ 


मेदःसमुत्ये तु यथोपदिष्टां 
__ विध्येत्‌ सिरां खिग्धतनोनरस्य | 
श्यामासुघालोहपुरीषदन्ती- 

रसाञ्जनेश्चापि हितः sa: ॥ ५२॥ 
मूत्रेण चाऽऽलोड्य हिताय सारं 

प्रातः पिचेत्‌ सालमहीरुह्दाणाम्‌ | 
शख्नेण बाऽऽपाट्य विदार्य चैनं 

मेदः समृद्धृत्य द्विताय सीव्येत्‌ ॥५३॥ 
मज्जाज्यमेदोमघुभिद्‌ द्र 

ee च सर्पिमंधु चावचार्यम्‌ | 
कासीसतुत्ये च ततोऽत्र देये 

चूर्णीक्ृते रोचनया समेते ॥ ४४॥ 
तैलेन चाभ्यञ्य हिताय दद्यात्‌ 

सारोद्धवं गोमयजं च भस्म! 
हितञ्च नित्यं त्रिफलाकषायो 

mea बन्धो यवभोजनं च ॥ ५५ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने अन्थपच्य्ुँदगलः 

गण्डचिकित्सितं नामाष्टादशोऽध्याथः ॥ १८॥ 

a —— 

सेद गळगण्डःचिकित्सा-मेदज गळगण्ड में, खिग्ध 
शरीर रोगी की, पूर्वकथित ( अससन्धि-निर्दिष्ट » शिरा का 
वेध करना चाहिए और निशोथ, सेहुण्ड, मण्डूर, दुन्ती और 
रसोत का छेप छगाना चाहिए । अथवा साळसारादि गण के 
adi का सार गोमूत्र में घोळ कर, प्रातः काळ पिलाना 
चाहिए । अथवा अन्थि को शख से चीर कर, मेद वाहर 
निकाल देना चाहिए और घण को सी देना चाहिए। अथवा 
मजा, घृत, मेद और मधु से ( उप्ण करके ) जछाना चाहिए 
और जळ जाने पर aga का प्रयोग करना चाहिए तथा 
उस घण पर कासीस, तूतिया और गोरोचन का चूण लगाना 
चाहिए। नण पर तेळळगा कर, साळसारादि गण और योधर की 


८२ 
Td 
राख (भस्म) लगानी चाहिए, (घण धोने के लिए) 
त्रिफळा काथ तथा गाढ चन्धन ( कसकर पट्टी याँधना ) और 
जी के भोजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए ॥ ५२-५५ ॥ 
इत्यायुर्व दतर्वसंदीपिकाभापादीकायामष्टादृशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
Pa nd 


एकोन्विंकोऽध्यायः 


अथातो वृद्धःयुपदंशाइलीपदचिकित्सितं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके भनन्तर वृद्धि, उपदंश और शीपद की 
चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान 
धन्वन्तरि ने (gaa vale शिष्यां से ) कहा ॥ १-२ ॥ 


अन्त्रवृद्धया बिना पड्या बद्धयस्तासु बजेयेत्‌ | 
अश्वादियानं व्यायामं मेथुनं वेगनिम्रहम्‌ | 
अत्यासनं चंक्रमणमुपवासं शुरूणि च॥ ३॥ 


बढि में वज्ये विषय--अन्त्रवृद्धि को छोड कर अन्य ६ 
( वात, पित्त, कफ, रक्त, मेद और समृत्र-वृद्धि ) बृद्धि रोगों में, 
घोडे आदि की सवारी, व्यायाम, Aga, मल-मृत्रादि के वेगो 
का अवरोध, अधिक देर तक वैटना, भ्रमण, उपवास तथा 
भारी qerat का भोजन त्याग देना चाहिए ॥ ३॥ 


तत्रादितो वातबृद्धी त्रेवृतस्निग्धमातुरम्‌ ॥ ४॥ 
स्विन्नं चेनं यथान्यायं पाययेत विरेचनम्‌ | 
कोशाम्रतिल्वकेरण्डफलतेलानि वा नरम्‌॥ ५॥ 
सक्षीरं वा पिवेन्मासं तैलमेरण्डसंभवम्‌ | 

ततः कालेऽनिलन्नानां कायैः कल्केश्च बुद्धिमान्‌ ॥६॥ 
fretted च भुक्तवन्तं रसौदनम्‌ | 
यष्टिमधुकरसिद्धेन ततस्तैलेन योजयेत्त ॥ ७॥ 
स्नेहोपनाही कुर्याच प्रदेहांश्वानिलापहान्‌ | 
बिद्ग्थां पाचयित्वा वा सेचनी परिवजेयेत्‌ | 
भिन्द्यात्ततः प्रभिन्नायां यथोक्तं कममाचरेत्‌ ॥ ८॥ 


„ वातज बृदि चिक्रित्सा-वातज वृद्धि में प्रथम रोगी को 
व्रंदृतखेह]( चातव्याध्युक्त ) से खिग्ध करके स्वेदन करे और 
( पन्टरवं दिन ) विधिपूर्वेक विरेचन ser पिळावे । अथवा 
कोशात ( भात्र विशेष ), Shar और पुरण्ड के ast का तेल 
पिळावे या एफ मास,तक दूध के साथ पुरण्डतैळ का सेवन 
करावे । इसके वाढ चुद्विमान्‌ वैद्य निर्दिष्ट समय पर ( आठवें 
दिन )[वातहर टर्व्यो के छाथ और करक से निरूहचस्ति का 
प्रयोग करे एच निरूहयुक्त रोगी को मासरस तथा चावल 
का भोजन देकर, सुलेठी से सिद्ध सेळ के द्वारा अनुवासन 
चस्ति छयावे। स्नेहन, उपनाह और चायुनाशक पलेपों का 
प्रयोग St अथवा विदग्ध ( पाकोन्झुख ) वृद्धि को पकाकर, 
सेचनी को चचाते eo, चीरा ल्याचे और चीरा छगी हुई वृद्धि 
मे द्वि्रणीय अधिफारोक्त, क्रिया विधि का व्यवहार करे ॥४-८॥ 
विमश---सुश्रुत में, स्नेएन, स्वेदन के पश्चात्‌ चमन, 
रिरेचन, निरूहण आदि का काळ अधोळिलित झप में निर्दिष्ट 


सुश्रुतसंहिता 


हे । ‘care विरेको वान्तस्य ततश्चापि निरुहणम्‌ । सथो निरुढोऽ 
चुवास्यः सप्तरात्राद्‌ विरेचितः ॥ (सु. चि, अ, ३६) चरक ने 
इसका वर्णन इस प्रकार किया दे--“संसटमक्त नवमेऽहि सर्पिस्त 
पाययेताप्यनुवासयेद्वा । दद्यात्‌ ञ्यहानानि वुसुक्षिताय तैलाक्तगात्राय 
ततो निरूइम्‌॥ प्रत्यागते मांसरसेन भोज्यः समीक्ष्य वा दोषवलं 
aged । नरस्ततो निदयनुवासनाहो नित्याशित, स्यादनुवासनीयः॥ 
(च. सि. अ. १ ) 
पित्तजायामपक्कायां पित्तम्रन्थिक्रमो हितः॥ ६॥ 
पक्का वा Redhat शोधयेत्‌ क्षौद्रसर्पिषा | 
शुद्धायां च भिपग्दद्यात्तैलं कल्कं च रोपणम्‌ ॥ १०॥ 
पित्तज वृद्धि चिकित्सा-अपक्क पित्तज वृद्धि में, पित्तज 
ग्रन्थि चिकित्सा के fee कथित क्रियाविधि का प्रयोग हित- 
कर होता हे । अथवा पकी हुई वृद्धि को चीरकर, मधु तया 
घृत से शोधन और शुद्ध वृद्धि में ( द्विवणीयोक्त ) रोपण 
do एवं करक का प्रयोग वैद्य को करना चाहिये ॥ ९-१०॥ 
रक्तजायां जलौकोभिः शोणितं निर्ह रेद्विपक्‌ | 
पिवेद्विरेचनं वाऽपि शकराक्षौद्रसंयुतम्‌ | 
पित्तप्रन्थिक्रमं कुर्यादामे पक्के च सवदा ॥ ११॥ 
चैद्य रक्तज वृद्धि ( Haematocele) में जाक के द्वारा 
रक्तमोक्षण करे तथा दाकरा और मधु मिश्रित विरेचन द्रब्य 
पिळावे । अपक्क एवं पक्क वृद्धि में, पित्तज afta के लिए कही 
गई, चिकित्सा विधि का संदा व्यवहार करे॥ 
वृद्धि कफात्मिकासुष्णमृंत्रपिष्टेः प्रलेपयेत्‌ ॥ १२॥ 
पीतदारुकपायं च पिवेन्मृत्रेण संयुतम्‌ । 
बिम्लापनादृते वाऽपि शलेष्मप्रन्थिक्रमो हितः ॥ १३॥ 
पक्कायां च विभिन्नायां तैलं शोधनमिष्यते | 
सुमनारुष्कराङ्कोठसप्रपर्णयु साधितम्‌ ॥ १४॥ 
कफज वृद्धि चिकिरसा-कफज बृद्धि में गोमूत्र के साथ 
पिसे हुए उप्णचीर्य ( वचादि, पिप्पल्यादि, सुप्फकादि गण ) 
रन्यो का लेप तथा दारुहल्दी का छाथ, गोमूत्र मिलाकर 
पिलाना चाहिये । चिम्छापन के अतिरिक्त श्लेष्म अन्थि की 
शेप सभी क्रियाय कफज वृद्धि में हितकर होती हैं। पककर 
फूटी हुई वृद्धि में चमेली, भिलावा, अकोठ और सतवन से 
सिद्ध तेळ का प्रयोग ्णशोधन के लिए हितकर होता है॥ 


४४४४४४४४४४ 


Frage deta लेपयेत्‌ सुरसादिना | 
शिरोविरेकद्रव्येबां सुखोष्णेमूत्रसंयुतैः ॥ १५ ॥ 
स्विन्नां चावेष्ट्य पट्टेन समाश्वास्य तु मानवम्‌ | 
रक्षन्‌ फले सेवनीं च वृद्धिपत्रेण दारयेत्‌ ॥ १६॥ 
मेदस्ततः समुद्धृत्य दद्यात्कासीससेन्धवे | 
बच्नीयात्व यथोददिटं ae तैलं च दापयेत्‌ | 
मनःशिलाललवणेः सिद्धमारुष्करेपु च ॥ १७ Il 
मेदज बृद्धि चिकित्सा-मेदज वृद्धि ( Pephantiss: 
of the Scrotum) सें स्वेदन करके, सुरखाढिगण अथवा शिरो 
विरेचन द्रच्यां ( संशोधन सशमनीयोक्त ) को गोमूत्र में पीस 


्रध्याय" १७ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


5३ 


Rr a OO OE ON ROO OO न न न» न 


कर सहने योग्य, son लेप ळगाना चाहिये । स्वेढनयुक्त 
वृद्धि में पट्टी ata, रोगी को आश्वासन देकर gan तथा 
सेचनी को बचाते हुए, gfera आख (8०89० ) से चीरा 
लगाना चाहिए भोर an से मेढ oer निकाळ, उसमें 
कासीस तथा सेन्धानमक भरकर, ware विधि के अनुसार 
९ गोफणा था स्थगिकावन्धन Sling or Stump Bandage ) 
an को बांधना चाहिष । ad त्रण के शुद्ध होने पर मेननिळ, 
share, सेन्वा नमक और मिळावे के द्वारा सिद Fe का 
प्रयोग करना चाहिये॥ १५-१७ ॥ 


मृत्रजां स्वेदयित्वा तु वसतरपट्रेन वेष्टवेत्‌ ॥ १८॥ 

सेवन्याः पार्वतो5वस्ताद्रिव्वेदू त्रीहिमुखेन तु । 

अथात्र द्विसुखां नाडीं दत्त्वा विख्रावयेद्विपक ॥१६॥ 

सूत्रं नाडीमथोद्श्रृ्य स्थगिकावन्धमाचरेत्‌ | 

शुद्धायां रोपणं दद्याद्वजवेदन्वद्देतुकीम्‌ ॥ २० ॥ 

was ब्रडि-चिकित्सा~मृत्रज घुद्धि ( Hydrocele) में 
कोप का स्वेदन करने के पश्चात कपडे की पट्टी ळपेट कर, 
सेचनी के पार्श्व में नीचे की ओर बीहिसुख शख ( Trocar ) 
के द्वारा वेधन करना चाहिये । (वेधन के ae) दो सुख 
बाळी नली ( 027702 ) ळगाकर मूत्र (छमीका) 
निकाल देना चाहिये तथा नलिका निकालकर, स्यगिका 
वर्धन (Stomp of Bandage) चाँधना चाहियें। घरण के 
शुद्ध दोने पर रोपण द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिये! यदि 
वृद्धि अन्त्र के कारण (Scrotal Hernia) हो तो दाख" 
प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १८-२० ॥ 
विमशेः--मृत्नद्ृक्ति ( Hybrocele ) की जिस चिकित्सा 

पद्धति का वर्णन ऊपर किया गया हे उसे Tapping कहते 
Zi प्राचीन युय में संभवत, ada केवळ इसी विवि का प्रयोग 
Hydrocele की चिक्रित्सा के छिणु किया जावा था 1 Tapping 
की सामान्य विधि इस प्रकार ह—The patient should be 
seated or, better, lying on abed or Conch for this 
operation The position of the testis having been 
ascertained (usually by touch and the patients, sensa 
tion, though transillumination may afford valuable 
indication of ifs position), the pyriform scrotal 
swelling is grasped in the palm of the hand, and 
the penis beling held away by the thumb the skin 
is made to stretch tensely over the mass, The scrot 
um is now painted with 2 percent Iodine in 
spirit, and an area on the front free frym vains 
being selected, a sterile trocar and Cannala are 
plunged in, the trocar withdrawn, and the fivid 
allowed to e:cape thronzh the Cannula, the 
hand being nsed to press out the fluid toward the 
cannula When no more finid escapes the cannula 
is with drawn and the opening sealed with gauze 
and caliodion ‘The Science and Practice of Surgery’ 
Tapping करने पर कोप में एकत्रित द्रव पढाथं ( fluid ) 
निकल तो जाता दे किन्तु उच काळ बाद दव आयः पुनः 


PPP LL PLL PPP LLL PL LE POPP LPs 


एकत्रित होने छगता है और Tapping की भावऱ्यकता 
वनी ही रहती दे । इस कारण angie युंग में Hydrocele 
की चिकित्सा के लिए Tapping का प्रचलन समाप्तमाय है 
तथा Redical cure करे लिए Operation का ही ध्यवद्दार 
aaa किया जा रहा दै Operation की सामान्य विधि इस 
प्रकार दे--0७७०० for Redical cure 

A short incision is made upwards and outwards 
from the pubicspne The sac of the Hydrocele 
having been exposed in the depth of the incision, 
itis pressed well up into the wound from below 
and held while it is incised along side the cord, 
A fairly free incision should be made and the 
stream of fluid directed in to a bowl, pressure 
being mean-while maintained on the scrotum to 
empty the sac. The wound is mopped out and the 
edges of the sac grasped in forceps, and the whole 
tunica and testis pulledup through the wound and 
separated gently from the surrounding cellular 
tissne, in which all bleeding pots must be secured 
if a haematoma of the scrotum is to be avoided, 


अग्राप्तफलकोपायां बातवृद्धिकमो हितः 

तत्र या बह्कणस्था तां दह्देदर्धेन्दुवक्रया ॥ २१ ॥ 

सम्यड्यागीबरोघाथ कोशग्राप्तां तु बजयेत्‌। 

त्वचं भित्त्वाड्युप्ठमध्ये दद्वेच्चाङ्गविपर्ययात्‌ | २२॥ 

अन्त्रवृद्धि चिक्रिस्सा--जो अन्त्र-वृद्रिफळ-कोप ( अण्ड 
कोप) में न पहुँची द्वो (Incomplet herma ) उसमें वातज 
वृद्धि चिकित्सा का प्रयोग हितकर होता दे। वद्ठणस्थ 
afe ( Inguinal herma ) मे माग को ( Inguinal canal ) 
भरीभोंति अवरुद्व करने के लिए अर्धचन्द्राकार शलाका से 
जलाना चाहिए तथा कोपम्राप्त वृद्धि को ( Scrotal hernia ) 
( असाध्य समझ कर ) त्याग देना चाहिए ag fara 
अर्थात्‌ वास भाग की अन्त्रवृद्धि म॑ दाहिने पर के अंगूठे की 
मध्य की त्वचा को तथा दक्षिण भाग की अन्त्रवृद्धि में वाय 
पैर के अगूठे की मध्य की त्वचा को काटकर जलाना चाहिए ॥ 
विमर्दाः-सुथ्चुत के अनुसार सचेप में अन्नदुद्धि का तात्पर्य 

हे कहदू था छुद्र अन्त्र के करिसी भाग का वद्ठुण सन्धि में 
स्थित हो कर काळान्तर में कोष में उतर आना ! सुश्रत ने 
arate को असाध्य व्याधि माना दे । 'नामस्त्रदृद्धिमसाध्या- 
मित्याचक्षत’ | इसीलिए चिकित्सा के प्रसंग में वे (वर्जवेदन्त्रदेतु- 
कौन? 'कोपप्राप्तान्त wae भादि frre वाक्यों का प्रयोग करते 
Si सम्भवत' उस युग में, aaa की चिकित्सा के लिए 
दाखक्रिया का सफळ प्रयोग नहीं हो सका था। आदुनिक 
युग में भी छछू काळ पूर्व तक अन्त्रबृद्धि ( Herma ) का 
Operation कष्ट खाध्य aaa जाता था। यदि चन्तरदृद्वि के 
रोगी की चिकित्सा चीन प्रारम्म न हो ओर आंत इछ काळ 
तक अपनी पूर्व स्थिति मेन आ सके तो रोगी का प्राण 
सक्टापन्न रहता दे। नाज भी operation की ह्यिति तो 
बही दे किन्तु रोग सर्वथा ware नहीं समझा जाता। इस 


OPP 


a? 


"४४४४४४ 


व्याधि सें operation से पर्याप्त सफलता ग्राप्त होती हे । यदि 
यह कहा जाय कि operation ही इस व्याधि की एक सान्न 
चिकित्सा है तो कोई अत्युक्ति न होगी। आत को नीचे 
उतरने से रोकने के लिए Truss ( विशेष प्रकार का बन्धन ) 
का प्रयोग भी लाभदायक होता दे । 

अनेनैव विधानेन वृद्धी वातकफात्मिके । 

sata प्रयतः कितु खयुच्छेदोऽधिकस्तयोः ॥ २३ ॥ 

घात तथा कफजन्य वृद्धि में भी इसी प्रकार सावधानी 

के साथ ( अगूठे की मध्य की त्वचा में चीरा लगाकर ) 
जळावे किन्तु इनमें स्नायुच्छेद ( चीरा ळगाना ) गहरा करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


शङ्खोपरि च कर्णान्ते त्यत्तवा यत्नेन सेवनीम्‌ | 
व्यत्यासाद्वा सिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥ २४ ॥ 
अथवा अन्त्रवृद्धि को रोकने के लिए दांखम्रदेश के ऊपर 
कौर कान के अन्त में सेवनी को यद्षपूवंक वचाकर, विरुद्ध 
दिशा में ( वामभाग की अन्त्बुद्धि के लिये दक्षिण भाग के 
शंखप्रदेश तथा दक्षिण भाग की अन्त्रवृद्धि के लिये वामभाग 
के शखप्रदेश में शिरावेधन करना चाहिये ॥ २४॥ 


उपढंशेपु साध्येषु खिग्धस्विन्नस्य देहिनः | 
{सरां विध्येन्मेढ्मध्ये पातयेद्वा जलीकसः || २५॥ 
उपदश में सामान्य चिकित्सा--साध्य उपदंशों में रेन 
और स्वेदन से युक्त रोगी के शिश्न मध्य में शिरावेध के 
द्वारा अथवा जॉक छगाकर रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


हरेटुभयतश्चापि दोपानत्यर्थसुच्छितान्‌ | 
सद्योऽपद्ृतदोपस्य रुकशोफाचुपशाम्यतः || २६ ॥ 
यदि वा gael Sega वा प्राप्नं विरेचनम्‌ | 
निरूदेण हरेत्तस्य दोपानत्यर्थसुच्छितान्‌॥ २७॥ 
अत्यधिक बढ़े हुए ढोपों को उभयमार्ग ( वमन तथा 
विरेचन ) के द्वारा दूर करना चाहिये । stat के दूर हो जाने 
पर रोगी की वेदना और कोथ शीघ्र शान्त हो जाते हैं। रोगी 
यदि धुरवड या विरेचन के अयोग्य हो तो अत्यन्त वढे हुए 
दोषों को निरूहवस्ति के द्वारा दूर करना चाहिये ॥ 
प्रपौण्डरीकयष्टथाहवपौभूकुष्ठदारभिः । 
सरलागुरुरास्राभिवीतजं संप्रलेपयेत्‌ ॥ २८॥ 
निचुलैररडबीजानि यवगोधूमसक्तवः | 
एतश्च वातज Reds सुखोष्णे' संप्रलेपयेत्‌ | 
ग्रपीण्डरीकपु्येश्च द्रव्ये: सेकः प्रशस्यते ॥ २६ ॥ 
aan उपदशवचिरित्सा--एुण्डेरी, geet, एुननंवा, 
देवदार, निशोथ, अगर और रारना फे कर्क का लेप वातज 
उपदुदा मे करना चाहिये Aa, प्रण्डधीज, जौ, TE और 
छाजसच का स्निग्ध, सहने योग्य, उप्ण लेप वातज sada 
में wma तथा पूर्वोक्त पुण्ढेरी आदि get के फ़ाथ से 
परिपेऊ करे ॥ २/-२०॥ 
रैरिकाल्ञनयप्टयादलारिवोशीरपद्मकेः ॥ ३०॥ 
सचन्दनात्पलेः Para. पेत्तिक सप्रलेपथेन्‌ | 


धैश्रतसंद्दिता 


पद्मोत्पलमृणालेश्च ससजीजुनवेतसेः ॥ ३१॥ 
aff: find: समधुके' पैत्तिकं संप्रलेपयेत्‌ | 
सेचयेश्च घृतक्षीरशकरेक्षुमधूदकेः । 
अथवाऽपि सुशीतेन कपायेण बटाद्ना ॥ ३२॥ 
पित्तज उपदुंशाचिकित्स।--गेरू, रसोत, gear, सारिवा, 
खस, पद्माख, चन्दन और कमळ के कल्क को स्निग्ध करके, 
पित्तज उपदया में लेप छगाना चाहिये छाळकमळ, नीलोफर, 
कमळ नाळ, सर्जक ( शालमेद ), अजुन, वेत और मुलेठी के 
करक में घृत मिळाकर) पित्तज उपदंश में लेप करमा चाहिये। 
ची, दूध, शंत, गन्ने का रस और मडुयुक्त जल के द्वारा 
अथवा चटादिवर्ग ( क्षीरिवृक्ष ) के शीतळ कपाय से परिपेक 
करना चाहिये ॥ ३०-३२ ॥ 
सालाध्कणीजकर्णधवत्वग्भिः कफोत्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
a nN 
सुरापिष्टाभिरुष्णामिः सतेलाभिः प्रलेपयेत्‌ | 
रजन्यतिविषामुस्तासुरसासुरदारुमिः ॥ १४ | 
सपत्रपाठापत्त्रेरथ बा संप्रलेपयेतू | 
सुरसारग्बधाद्योश्च काथाभ्यां परिपेचयेत्‌॥ ३५ ॥ 
mis, अश्वकर्ण ( पूर्वदेशमसिद्रः अश्वत्यसदृश॒ ), अजकर्ण 
(पियाशाल इति लोक) और धच की छाल को सुरा से पीस कर, 
तेल मिला, उष्ण करके, कफज उपदुंश में लेप लगाना चाहिये 
अथवा इए्दी, अती घ, नागरमोथा, निशोथ, देवदारु, तमाळ- 
पत्र, पाठा और पतंग के कल्क का लेप तथा सुरसादिगण और 
आरम्वधादिगण के छाथ से परिपेक करना चाहिये ॥३३-३०॥ 
एवं संशोधनालेपसेकशोणतमोक्षणेः । 
प्रतिकुयोत्‌ क्रियायोगैः प्राकस्थानोक्तेहितेरपि ॥ ३६॥ 
न याति च यथा पाक प्रयतेत तथा भिषक्‌ | 
बिदग्धैस्तु सिराखायुत्वडञरांसेः वीयते ध्वजः ॥ Ro It 
MANTRA पाकमागतमाश बे | 
तदाऽपोह्य तिलैः सपि कषौद्रथुक्तेः प्रलेपयेत्‌ | १८ I 
करवीरस्य पत्राणि जात्यारग्वधयोस्तथा | 
क्षालने प्रयोज्यानि वैजयन्त्यर्कयोरपि ॥ ३६ ॥ 
उपदंश की अचस्थामेद से चिकित्सा--इस प्रकार 
सशोधन, आलेप, परिपेक और रक्तमोक्षण तथा सूत्रस्थानोक्त 
एवं ह्विमणीयोक्त क्रियाओं के द्वारा (आम उपदुंदा का) 
प्रतिकार करना 'चाहिपु । उपदश में पाक न हो; इसका 
प्रयत्न चैद्य को करना चाहिये क्योंकि saan में पाक होने 
पर शिरा, स्नायु, त्वचा तथा मांस के aga से दिन भी 
गळ जाता दे । पाक होने पर दाखक्रिया के द्वारा शीघ्र उपचार 
करना चाहिए ana पूय निकाळ कर ga, मधु मिथित 
तिळ कर्क का लेप करना चाहिये। त्रण को धोने के लिए 
कनेर, चमेली, भमरतास, अरणी और आक के पत्तों का 
छाथ प्रयोग में छाना चाहिये ॥ 
सौराष्ट्री गैरिकं get पुष्पकासीससेन्धवम्‌ | 
रोध रसाञ्जनं दावी हरिताल मन शिलाम्‌ ॥ ४०॥ 
हरेणुक्‌ले च तथा सूचमचूणीनि कारयेत्‌ | 
तच्चूण क्षोद्रसंयुक्तमुपदंशोपु पूजितम्‌ ॥ ४१॥ 


ser: १९ } 


चिकित्सास्थानम्‌ 


ak 


Syne PND PA OPN 01 NE NNN OSS डव कळी 


उपदंश में चूण विधान--फिटकिरी, गेरू, तूतिया, पुष्प 

( पुप्पान-यद्चद से निर्मित ), कासीस, सेन्धानमक, लोधर, 
रसोत्त, दारुहए्दी, इरिताळ, सेनल्िळ, रेशुक्राचीज और 
इलायची का महीन चूर्ण, मधु मिळाकर, उपदप्ात्रण मे प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ 

जम्ब्वाम्रसुमनानिम्बशवतकाम्बोजिपल्लवा: | 

शल्लकीबद्रीबिल्वपलाशतिनिशत्वचः ॥ ४२॥ 

Dai च त्वचो योज्याः काथे त्रिफलया सह | 

तेन काथेन नियतं रणं प्रश्षालयेद्विपक्र ॥ 8३ ॥ 

अस्मिन्नेव कपाये तु तेलं धीरो विपाचयेत्तू | 

गोजीविडड्भयप्टीमि. सर्वंगन्धेश्व संयुतम्‌ | 

एतत्त सर्वोपदंशेषु ad रोपणमिष्यते ॥ ४४॥ 


त्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा--त्रिदोपन उपदंश की 
विशेष चिकित्सा पुनः सुनो । इसमें दुवण की चिकित्सा- 
विधि का प्रयोग करना चाहिये तथा सड़े हुए शिश्न के सडे 
भाग को काटकर अळग कर देना चाहिपु । इसके पश्चात्‌ वेध 
को असितप्त जर्व्वोष्ठशस्त्र (जम्वूफळ सच्श Roa रचित) 
से शिश्न के शेष भाग को जलाना चाहिये । सम्यग्‌ दग्ध 
के लक्षण उपस्थित होने पर मधु, घृत का प्रयोग तथा चण के 
शुद्ध होने पर रोपण के लिये कल्क और तेळ जो हितकर दो 
उसका विधान करना चाहिये ॥ ४९-५१ ॥ 


स्नेहस्वेदोपपन्ने तु छीपदेऽनिलजे भिपक्‌ | 
कृत्वा गुल्फोपरि सिरां विध्येत्त vega ॥ ५२॥ 
समाप्यायितदेहं च बस्तिभिः समुपाचरेत्‌ | 
मासमेरण्डजं तेलं पिवेन्मूत्रेण संयुतम्‌ tt ५३॥ 


जरूवादि योग-जाझुन, आम, wet, नीस, श्वेत 
९ श्वेतस्यन्द्‌ ) भौर काम्योजी ( माषपर्णी ) के पत्ते, सळई, 
बेर, वेळ, gern और स्यन्दन तथा Stadt की छाल एवं 
त्रिफळा का पुकत्र काथ बनाकर, वेद्य को इस काथ से प्रतिदिन 


पयसीद्नमञ्ीयान्नागरकयितेन चा 
aad चोपयुज्ञीत शस्तो दाहस्तथा5प्रिना ॥ ४9 ॥ 
बातजश्हीपद्च्िकित्सा--वातजश्ली पद में स्नेहन तथा 


an धोना चाहिये। पैर्यशील बैच, उपर्युक्त छाथ के द्वारा 
afar, ex, झुलेटी, तथा सर्वंगन्ध ( पुछादिगण ) के 


a 


करक के साथ तेल पाक करे । यह तेळ समी sada ait 


के रोपण के लिए उत्तम होता है ॥ ४२-४४॥ 


स्वर्जिकातुत्थकासीस शैलेयं च्‌ रसाझ्ननम्‌॥ 8१ ॥ 
मनःशिलासमेश्चण त्रणवीसपनारानम्‌ | 


स्वेदन से युक्त रोगी के gen सन्धि के चार अद्भुछ ऊपर 
वैद्य शिरावेध करे और रोगी के शक्ति सम्पन्न होने पर बस्ति 
( निरूहवस्ति ) का प्रयोग तथा एक मास तक गोमूत्र 
मिश्रित que तेछ का सेवन करावे। सोंठसे सिद्ध दूध के 
द्वारा भात Reet तथा aga स्नेह ( चातव्याध्युक्त ) का 
प्रयोग करे। इसमें भसिकम की अपेक्षा दाहकर्म (जम्ब्वोष्ठादि 
शर्तों से जळाना ) Xe समध्रा जाता है ॥ ५२-१४ ॥ 


गुन्द्रां दर्वा कृत भस्म हरितालं मन शिला ॥४६॥ 
उपदंशाविसर्पीणामेतच्छान्तिकरं परम्‌| 
मार्कवञ्मिफला दन्ती ताम्रचूर्णमयोरज. ॥ ४० ॥ 
उपदंशं निह्त्येप वृक्षमिन्ट्राशनियेथा | 
उपदंशद्ठयेऽप्येतां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ४5॥ 
तयोरेव च या योग्या वीचय दोपवलावलम्‌ | 
सजीखार, तूतिया, कासीस, शरेय ( भूरिछुरीळा ), 
रसोत और मैनशिठ का समभाग में एक साथ चना हुमा 
चूर्ण sqqaan और frat को नष्ट करता है। गुन्द्रा 
(aa) को जळाकर बनाई गई भस्म, हरिताळ और 
मैनशिल का मिश्रित प्रयोग उपदंश तथा विसर्प को शान्त 
करने के लिये उत्तम योग है । 
भृद्वराज, ELS, AEST, HAST, दन्ती, aed और 
Mean का मिश्रित प्रयोग उपठश को इस प्रकार नष्ट 
करता दै जेसे विजळी वृक्ष का नाश करती है । 
रक्तन और सल्निपातज उपदंद् को असाध्य समझते 
हुए ( तुल्यकारण होने से ) दोषों के वळावळ के अनुसार 
यथायोग्य इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करना 'चाहिये ॥९५-४८॥ 
उपदंशे विशेषेण श्रु भूयत्जिदोपजे ॥ ४६ ॥ 
ुष्टत्रणविधि कुयीत्‌ कुथितं मेहन त्यजेत्‌ | 
जम्व्बोप्ठेनामिवर्णन पश्चाच्छेपं दहेद्भिषक्‌ ll ४० ॥ 
सम्यग्द्ग्धं च विज्ञाय मधुसर्पिः प्रयोजयेत्‌ | 
शुद्धे च रोपणं दद्यात्‌ कल्कं तेलं हितं च यत्त ॥ ५१॥ 


गुल्कस्याथ, सिरां बिष्येच्छलीपदे पित्तसंभवे | 
frat च क्रियां gata पिच्तालुंद्विसर्पवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पित्तजऱ्छीपदचिकित्सा--पित्तज छीपद मे gen सन्धि 
के नीचे शिरावेध तथा पित्तज अदुंद एव विसप की भाँति 
पित्तनाशक चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिये ॥५५॥ 
सिरां सुबिदितां विध्येदद्दु्ठे छैष्सिके भिषक्‌ | 
मधुयुक्तानि चाभीदर्ण कपायाणि पिवेन्नरः ॥ ५६॥ 
पिवेद्वाऽप्यभयाकल्कं मूत्रेणान्यतवमेन च | 
कट्ठकामस्तां geal विडङ्गं दारु चित्रकम्‌ ॥ ५७॥ 
हितं वा लेपने नित्यं भद्रदारु सचित्रकम्‌ | 
विडङ्गमरिधार्केछु नागरे चित्रकेऽथवा॥ ४८ ॥ 
भद्रदार्वेलुकाख्ये च dig लवणेषु च | 
तेलं पक्त पिवेद्वाऽपि यवान्न च हित सदा ॥ ५६ ॥ 
कफजर्ळीपद्चिकित्सा--चेच्च श्‍ळीपद में अगूठे की प्रसिद्ध 
शिरा ( aaa के चार age ऊपर ) का वेधन करे तथा 
रोगी को मधयुक्त छाथ चार वार पिळावे । अथवा आठ प्रकार 
के मूर्रो में से किसी एक फे साथ इरीतकी का करक पिळावे । 
अथवा कुटकी, TEM, साठ, विडड, देवदार भौर चित्रक 
का कल्क किसी णऊ मूत्र के साथ पिलावे । अथवा देवदारु 
और चित्रक के कल्क का लेप नित्य व्यवहार करना हितकर 
होता दै। अथवा Reg, मरिच, मदार, ais, Fras, देवदारु, 
एुलुआ और पाँचों नमक के साथ सिद्ध तेळ पिळाना और 
जौ के अज्ञका सेवन कराना सदा हितकर होता है ॥ ५६-५५ ॥ 


RIS 9 0 J oY aN TS SDAA YASS VS VAT YY ASNT 


पिवेत्‌ सर्षपतैलं बा ऋीपदानां विवृत्तये | 
पूतीकरल्ञपत्राणां रसं वाऽपि यथाबलम्‌ ॥ ६०॥ 

अनेनेत्र विधानेन पुत्रज्जीवकजं रसम्‌ | 

प्रयुज्जीत भिषक प्रान्नः कालसात्म्यविभागवित्‌ ॥६१॥ 

केबुकाकन्दनिर्यासं लवण त्वथ पाकिमम्‌ | 

रसं दत्त्वा$थ पूर्वोक्तं पेयमेतद्विपरिजतम्‌ ॥ ६२॥ 


ग्लीपद की निवृत्ति के लिये arate Ge या पूतिकर 
के पत्तों का रस शक्ति के अनुसार पिलाना चाहिये ae 
सात्म्य के मेद को जानने वाला विद्वान्‌ वंद्य इसी विधान से 
पुत्रज्ञीवक के स्वरस का प्रयोग करे । पूर्वोक्त औषध स्वरस 
( घुत्रज्ञीवक स्वरस ) के साथ केबुकाकन्द की गोंद तथा 
विडनमक मिलाकर वंद्य रोगी को पिळावे ॥ ६०-६२ ॥ 


काकादनीं काकजङ्घा बृहती कण्टकारिकाम्‌ | 
कदम्चपुष्पीं UI लम्वां शुकनसां तथा ll ६३॥ 
दध्या मूत्रेण तद्भस्म ख़ाबयेत्‌ क्षारकल्पवत्‌ | 

तत्र दद्यात प्रतीवापं काकोठुम्वरिकारसम्‌॥ ६४॥ 
सदनाच फलात कार्थं शुकाख्यस्वरसं तथा | 

एप क्षारस्तु पानीय' शलीपदं हन्ति सेवित" ॥ ६५॥ 
अपची गलगण्डं च ग्रहणीदोपमेव च! 
भक्तस्यानशाचं चंव हन्यात सवेविपाणि च ॥ ६६॥ 
एप्वेब तेल संसिद्धं नस्याभ्यङ्गेणु पूजितम्‌ | 
एतानेवामयान्‌ हन्ति चे च दुष्टत्रणा TIT ॥ ६७॥ 


म्ळीपद में पानीयज्ञार--क्राकाइनी ( काकनासा), 
SEAM, वडी क्टेरी, WAV, मन्दारी, wear ( कडुई 
तुम्धी ) सौर शुकनासा (चमकार चट) को जळाकर च्ञारकएप 
की भांति गोमूत्र में घोलकर छाना जावे। इसमें कठयूलर 
का रस, WARS का छाथ नथा चर्मकार चट का स्वरस प्रक्षेप 
रूप से मिलाया जावे । इस पानीचक्षार का सेवन करने से 
FSIS, अपची, गळगण्ड, ग्रहणीदोष, अज्जीण आर सभी 
प्रकार क विष नष्ट हाते ह। इन्ही व्या से सिद्ध तेळ नस्य 
तथा अम्यद्ग क लिये उत्तम होता ह और यह मनुष्यों क 
उपयुक्त रोगों तथा दुष्ट eit को नष्ट करता दे ॥६३-६७॥ 


aren त्रित्रृतां दन्ती नीली श्यामां तथेव च | 
समलां शाङ्भिनां चेव दर्या मूत्रेण गालयेन्‌ ॥ ६८ ॥ 
दद्याच्च निफलाक्काथमेप क्रारस्तु साधित. | 
अचा गच्छति पीतस्तु पृ्श्चायाशिषः समाः ॥६ 


इति सुश्रुनसंहितायां चिजित्सास्थाने बृद्धः्वपदंशइलीप- 
द्चिकित्सितं चामेकोनबिशोऽध्याय, ॥ १६॥ 


यन्ती 


हि नशाथ, उन्नी, नील, fram, सातला- 
aes 


दधिनी ( ययनिक्ता ) को जलाकर सोमत्रने 
म दार छान च्या जाये । इस सिद्ध क्षार जड में त्रिफळा 
फाय मिडाफर रोगी को पिछावे। इस चार ach भी 


सुश्रुतसंहिता 


उपर्युक्त चार जल के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और इसके 
सेवन से उपर्युक्त रोगों का नाश होता है ॥ ६८-६५ ॥ 


इत्यायुवंद्तत्वसंदीपिकाभाषपाटीकायामेकोनविशो 5ध्याय॥। १९॥ 
ee mn 
विंशतितसो5ध्यायः 
अथातः क्षुद्ररोगचिकित्सित॑ व्याख्यास्यामः ॥ £ ॥ 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके अनन्तर gz रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन 


किया जा रहा है, जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने (aaa 
orale शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
तत्राजगल्लिकामामां जलाकोभिरुपाचरेत्‌ | 
शुक्तिश्नन्नीयवत्तारकल्केश्वालेपयेद्धिषक्‌ू ॥ ३॥ 
श्यामालाङ्गलकीपाठाकल्केत्राऽपि विचक्षणः | 
पक्का ब्रणविधानेन यथाक्तच प्रसाधयेत्‌ ue tl 
अजगद्लिका चिक्रित्सा--अपक्क अजगल्लिका ( बालकों 
की पिढका विशेष ) में जोक के द्वारा रक्तमोक्षण तथा शक्ति 
(सीप), at ( सज्जीखार) और यवक्षार के कल्कका 
लेप वेद्य को करना चाहिये! अथवा बुद्धिमान्‌ वंद्य श्यामा 
( froma), कलिहारी और पाठा के करक का लेप करे | पक्क 
अजगल्िका का उपचार पूर क्ति न्रण-चिकित्सा विधान के 
अनुसार करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
विमर्श---यहाँ आम ( अपक्व ) अजगल्ञिका की चिकित्सा 
में जळौका द्वारा उपचार पहले लिखकर अन्य द्वव्यों के लेप 
का विधान किया गया है । गयदास की सम्मति हे कि प्रथम 
लेप का प्रयोग तदनन्तर Geter द्वारा रकखाच कराना 
चाहिये । आलेप, शोथ के उपक्रमा में आद्य उपक्रम दै, इस हेतु 
से गयदास की सम्मति उचित प्रतीत होती ह 1 
वालजीं यबभ्रख्यां पनसीं कच्छपी TAT | 
पापाणगँभं चेच पूर्व स्वेदेन योजयेत्‌ YI 
धाळजी, थवप्ररया, पनलिका, कच्छुपिका और 
पापाणयर्दभ में प्रथम स्वेदन का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५॥ 
मनःशिलातालकुए्टदासकल्की, श्रलेपयत्‌ | 
परिपाकगतान्‌ भित्त्वा त्रणवत्‌ ससुपाचरेत्‌ ॥६॥ 
उपर्युक्त रोगों में Haft, दरिताळ, कूट और देवदार के 
कर्क का लेप तथा ( शोथों में ) पाक होने पर चीरा ख्याकर 
an चिकिर्षा विधान के अनुसार उपचार करना चाहिये ॥६॥ 
विवृतामिन्ट्रदृद्धां च ग्दभी जालगद्‌भम्‌ | 
इरिवेल्लीं गन्धनाश्नी कक्षां बिस्फोटकांस्तथा | ७॥ 
पित्तजस्य विसपेस्य क्रियया साथयेद्विपक | 
रोपयेत्त सपिपा पक्कान्‌ सिद्धेन मधुरोपथें: ॥ ८॥ 
विवृता, इन्ट्रबृद्धा, weet, जाळगदंभ, इरिवेल्िका, 
गन्धनामा, कक्षा ओर विस्फोटक में पित्तज fad की 
चिम्स्सि के अनुसार उपचार तथा मदर औषधियों के काय 
( काकोद्यादि गण ) से fas धत के द्वारा बग का रोपण 
चद्य को करना चाहिये ॥ ७-८॥ 


चिष्य(प्प)मुष्णास्चुना सिक्तमुत्कृत्य स्रावयेद्भिषक्‌ | 
चक्ततेलेन चाभ्यन्य सर्जचूर्णन चूर्णयेत्‌ ॥ ६॥ 
बन्धेनोपचरेच्चेनमशक्यं चाम्ना दहेत्‌ | 
मधुरौपधसिद्धेन ततस्तेलेन रोपयेत्‌ ॥ १० ॥ 
चिप्पचिकित्सा--चिप्प रोग ( नखमांस गत पाक) 
सें some से सेक करके दूषित मांस को काटकर 
Sa रक्तमोक्षण करावे और रण पर ade ( कोल्हू का 
सेळ ) छयाकर राऊ का चूर्ण छिडके तथा पट्टी बांधे । यदि 
इन क्रियाओं से सफलता की सम्भावना नहो तो असिसे 
ward और age औषधियों ( काकोल्यादि गण) से सिद्ध 
बैल के द्वारा नण का रोपण करे ॥ ९-१० ॥ 
कुनखे विधिरप्येष कार्यो हि भिषजा भवेत्‌ | 
उपाचरेदनुशयीं श्लेष्मबिद्रविबद्दिषकू ॥ ११ ॥ 
कुनख चिकित्सा-वेद्य को कुनख में भी इसी विधि का 
प्रयोग तथा weet ( उध्वं प्रदेश में स्थित भीतरी भाग 
सें पकने चाळी पिडका ) में कफज विद्रधि की भांति चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ११॥ 
विदारिकां समभ्यज्य स्विन्नां विम्लाप्य लेपयेत्‌ | 
नगवृत्तिकवर्षाभूबिल्वमूले: सुपेषिते: ॥ १२ ॥ 
त्रणभावगतायां वा कृत्वा सशोधनक्रियाम्‌ | 
रोपणाथ हितं तेलं कषायमधुरेः शृतम्‌ ॥ १३॥ 
विदारिकाचिकिस्सा-विदारिका (कक्षा, वठ्ठुण प्रदेश 
की अन्थियों सें शोथ ) में स्वेदन, अभ्यङ्ग तथा विस्कापन 
(अंगूठे से aga) कर नगवृत्तिक ( जिङ्गिनी), gata 
और वेळ की जड़ को भळीभांति पीसकर लेप लगावे । अथवा 
AT का रूप हो जाने पर संशोधन उपचार के पश्चात्‌, ब्रण- 
रोपण के लिये कपाय और मधुर इच्या के काथ से सिद्ध तेल 
का प्रयोग हितकर होता हे ॥ १२-१३ ॥ 
प्रच्छानेवों जलौकोभिः स्राव्याउपका विदारिका | 
अजकर्णः सपालाशमूलकल्कैः प्रलेपयेत्‌ ॥ १8 ॥ 
wat fer war पटोलपिचुमदयोः | 
कल्केन तिलयुक्तेन सर्पिमिश्रेण लेपयेत्‌ ॥ १५॥ 
बद्धवा च क्षीरवृक्षस्य कपायेः खदिरस्य च। 
so प्रक्षालयेच्छुद्धां तत्तस्तां रोपयेत्‌ पुनः ॥ १६॥ 
ane विदारिका में पाछु ल्यारर भथवा जोक के द्वारा 
रक्तल्राच कराचे । अजकर्ण (ast) और पलाश की wes 
कल्क का लेप करे और पकी हुई विदारिका को शख से चीर 
कर, परवळ तथा नीम की पत्ती के कल्क में तिळ कल्क और 
ga मिळाकर लेप लगावे एवं पट्टी atti चीरी Te ( वट- 
गूलर आदि ) और खैर के छाथ से बण को धोवे तथा शुद्ध 
होने पर उसका रोपण करे ॥ १४-१६ ॥ 
` सेदोऽवुंदविधानेन साघयेच्छकेराचुंदम्‌ | 
कच्छू विचर्चिकां पामां कुष्ठवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
लेपश्च शस्यते सिक्थशाताह्वागीरसर्षपेः | 
वचादार्वीसर्पपैर्वा तेलं बा नक्तमालजम्‌ | 


oe 


सारतैलमथाभ्यज्ञं कुर्वीत कटुकः श्रतम्‌ ॥ १८॥ 

हि शकराइंद-कच्छू-विचर्चिका पामा की चिकित्सा--शर्करा- 
चुद्‌ का उपचार, Hen age की चिकित्सा के अनुसार 
करना चाहिये । 

कच्छ, विचर्चिका और पामा की चिकित्सा कुष्ठ रोग 
की भांति करनी चाहिये। इन रोगों सें मोम, सौफ और 
पीली सरसों या वच, दारुहढ्दी और सरसों का लेप हितकर 
होता है। अथवा करञ्ज तै तथा कडु दव्यो ( पिप्पल्यादि 
गण ) से सिद्ध सारतेळ (शीशम, भगर, सरल, देवदार आदि 
बच्चों के सार भाग से निकाला गया तेळ) की मालिश 
करनी चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 


पाददायों सिरां विद्ध्वा स्वेदाभ्यङ्गौ प्रयोजयेत्‌ ॥१६॥ 
सधूच्छिष्टवसामज्ञासजेचूणेघृते: कृतः | 
a a 
यवाहगेरिकोन्मिश्रे: पादलेपः प्रशस्यते ॥ २०॥ 
पाद्दारी चिकित्सा--पाददारी ( feng 579६०५९) में 
शिरावेधन कर स्वेदन और अभ्यङ्ग का प्रयोग, तथा मोम, 
वसा, मजा और राछ के चूर्ण से सिद्ध घृत में यवक्तार एवं 
ite मिळाकर पेर सें लेप ळगाना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
पादौ सिक्त्वाऽऽरनालेच लेपन ह्यलसे हितम्‌ | 
कल्कीकृतैर्निम्बतिलकासीसालेः ससैन्धवैः॥।२१॥ 
लाच्ञारसोऽभया चाऽपि कायं स्याद्रक्तमोक्षणम्‌ | 
सिद्धं रसे कण्टकायोस्तेलं बा साधेपं हितम्‌ । 
कासीसरोचनशिलाचूणेबा प्रतिसारणम्‌ ॥ २२॥ 
awe चिकित्सा--भरूस रोय ( Chilblain पानी लगने 
से पैर की अंगुलियों का सडना) में पेरों को काञ्जी से 
धोकर, नीस, तिळ, कासीस, sare और सेन्धा नमक के 
कल्क या ळाखके रस और हरीतकी-कल्क का लेप लगाना 
चाहिए अथवा रक्तमोक्तण या कण्टकारी के रस में सिद्ध 
सरसो के तेळ का प्रयोग, अथवा कासीस, गोरोचन भौर 
मैनसिल के चूर्ण से प्रतिसारण (ain) करना हितकर 
होता है ॥ २१-२२ ॥ 
हत्कृत्य दग्ध्वा स्नेहेन जयेत्‌ कद्रसंनकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कद्रचिकित्सा--कद्र नामक रोग (Corn या गोखरू ) 
को शख से काटकर अझ्नितक्त ae से जलाना चाहिये ॥ २३ ॥ 
इन्द्रलुप्ते सिरां मूर्धि खिग्धस्विन्नस्य मोक्षयेत्‌ | 
कल्केः समरिचेदिह्याच्छिलाकासीसतुत्थकः ॥२४॥ 
Nes 2 
कुटन्नटादारुकल्कलपनं वा अशस्यते | _ 
प्रच्छुयित्वाऽवगाढ वा गुञ्जाकल्कसुहसुहः | २५ ॥ 
लेपयेडुपशान्त्यर्थ Flash रसायनम्‌ | 
सालवीकरवीराध्रिनक्तमालविपाचितम्‌ | 
तैलमभ्यक्षने शस्तमिन्द्रलुप्तापहं परम्‌ ॥ ९६ ॥ 
इन्दळप चिकित्सा-इन्टछप्त ( गञ्ज Alopecia) # 
स्नेहन, स्वेदन से युक्त रोगी के शिर की शिरा का पेधन 
कर रक्तमोक्षण और मरिच, Aare, कसीस तथा तूतिया 
के कल्क अथवा तगर और देवदार के कल्क का लेप लयाना 


चाहिये। अथवा शिर में गहरा पाछ रयाकर, रोगी की चेदना 
की शान्ति के लिए, वारवार युजा कल्क का लेप करे या रसा 
यन विधि के अनुसार लेप छगावे। चमेली, कनेर, चित्रक 
और करक्ष के कए से सि तेल, अभ्यङ्ग के लिए अत्यन्त 
हितकर तथा EAGT नाशक होता हे ॥ २४-२६॥ 

अरूपिकां हृते रक्ते सेचयेन्निम्बवारिणा ॥ २७॥ 

दिह्यात सैन्धवयुक्तेन वाजिविध्ारसेन तु | 

हरितालनिशानिम्बकल्कैबी सपटोलजेः ॥ २८॥ 

यष्टीनीलोत्पलेरण्डमाकंबेबी प्रलेपयेत्‌ ॥ 

इन्द्रलुप्रापहं तैलमभ्यङ्गे च प्रशस्यते ॥ २६॥ 

अरूंपिफा चिकित्सा--अरूपिका (Ecxema of the face 

and 5७0 fig की ख्ावयुक्त feat ) में रक्तमोक्षण के 
पश्चात्‌ नीम के छाथ से परिपेक तथा घोडे की लीद के रस में 
सेन्धानमक मिलाकर लेप अथवा हरिताल, हरदी, नीम और 
पदोळपत्र के करक या qed, नीलोफर, एरण्ड और भगरेया 
के कलक का ऐेप wma चाहिये । इन्द्रुतनाशक तेल 
का MAF कराना भी उत्तम होता हे ॥ २७-२९ tt 

सिरां दारुणके विदूध्वा स्निग्धस्विक्नस्य मूर्धनि | 

अवपीडं शिरोबस्तिमभ्यद्ध॑ च प्रयोजयेत्‌ | 

क्षालने RATATAT प्रशस्यते Ul ३०॥ 

दारुणक चिकित्सा--दारुणक ( शिर के बालों की जड़ में 

दरार पड़ना ) में स्नेहन, स्वेदन युक्त रोगी के शिर की शिरा 
का वेधन कर अवपीढनस्य, शिरोबस्ति और अभ्यङ्ग का 
प्रयोग करना चाहिये | घ्रण को धोने के लिए, कोदो धान के 
चार जळ का प्रयोग उत्तम होता हे ॥ २८-३०॥ 


उपरिष्टात्‌ प्रवच्यामि विधिं पलितनाशनम्‌ | 
मसूरिकायां ङुष्रन्नलेपनादिक्रिया हिता | 
पित्तश्लेष्मविसर्पोक्ता क्रिया वा संप्रशास्यते ॥ ३१ ॥ 


ससूरिका-चिकित्सा-पलित रोग को नष्ट करने की 
चिकित्सा विधि आगे ( मिश्रक चिकित्सित अध्याय में ) 
कही जावेगी । मसूरिका में कुषनाशक लेप आदि क्रियाये 
अथवा frags fread के छिए कही गई चिकित्सा विधि 
हितकर होती दै ॥ ३१ ॥ 


जतुमणि समुत्कृत्य मपकं तिलकालकम्‌ | 
क्षारेण प्रदद्देयुकत्या बहिना वा शनैः शनैः ॥ ३२॥ 
जतुमणि-मद्क-तिळकाळक चिकित्सा--जतुमणि 

genital mole शारीर पर जन्मजात कुछ लाळ और 
चिफना aves), मषक (Elevated mole शारीर में 
उडद के समान काले मस्से) और तिळकालक (Non 
elevated mole तिळ ) को भळीमांति काटकर, चार अथवा 
अभि से धीरे २ जळाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


न्यच्छे व्यङ्गे सिरामोक्षो नीलिकायां 'च शस्यते ॥३१॥ 
यथान्याय यथाभ्यासं लालाट्यादिसिराव्यघ, | 

घरा दिह्या्त्वच पिट्ठा क्षीरिणां क्षीरसयुताम्‌ ॥ ३४॥ 
बलातिवलगष्टयाहरजनीबो प्रलेपनम्‌ | 


सुश्रुतसंहिता 


IT I TTT TTT PIPL LD PPLPELLADL PIS 
er I IIT ILL LA LL IPL LLL LPL LPL LIAL “४४४४५४४ PDS nd 
IPL LP ८४ PDD LS ५५१५० ४४४ 


पयस्यागुरुकालीयलेपनं वा सगैरिकम्‌॥ ३५॥ 
क्षौद्राज्ययुक्तया लिम्पेइंट्रया शूकरस्य च | 
कपित्थराजादनयोः कल्कं वा हितसुच्यते ॥ ३६ ॥ 
न्यच्छु-न्य्ठ नीलिका चिकित्सा--न्यच्छ (weg ), 
व्यङ्ग (aig) और नीछिका ( कृष्णवर्ण का मण्डळ) में 
शिरावेध हितकर होता है । विधान तथा कर्माभ्यास के 
अनुसार ळळाट आदि की शिराक्षों का वेध करना चाहिये । 
रोगाक्रान्त स्थान को ( समुठफेन आदि से) fra कर, 
dag की दूध सहित छाछ को पीस लेप छगाना चाहिये 
या खरंटी, कघी, मुलेठी और हरदी का लेप करना चाहिये । 
अथवा पयस्या ( अर्कपुष्पी), अगर, काळीय (कृष्ण चन्दन) 
और गेरु तथा Aa, शृत, युक्त शूकर के दांत का लेप लगाना 
चाहिये । अथवा केथ और खिरनी के कलक का लेप हितकर 
होता है ॥ ३३-३६ ॥ 
यौवने पिडकास्वेप विशेषाच्छदेनं हितम्‌ | 
लेपनं च वचारोध्रसेन्धवैः सपंपान्बितेः | 
कुस्तुम्वुरुवचालो भकुएवा लेपनं हितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यौवनपिडका चिकित्सा--यौवनपिडक्राओं ( सुहाँसे) 
में वमन कराना विशेष हितकर है। अथवा चच, लोध्र, 


सेन्धा नमक और सरसों या धनियां, चच, लोध्र और कूठ 
का लेप लगाना हितकर होता है ॥ ३७॥ 


पद्मिनीकण्टके रोगे छद्येन्निम्बवारिणा ॥ ३८॥ 

तेनैव सिद्ध सक्षौद्रं सर्पिःपानं प्रदापयेत्‌ । 

निम्बारग्वधयोः कल्को हित उत्सादने भवेत्‌ ॥ ३६॥ 

पञ्मिनीकण्टक चिकिल्सा-प्चिनीकण्टक रोग (त्वचा 

का सौम्य eae Papilloma of the skin ) में नीम के छाथ 
से वमन कराना भौर उसी छाथ से सिद्ध घृत, मधु मिळाकर 
पिछाना तथा नीम और अमलतास के कल्क का उबटन 
लगाना हितकर होता है॥ ३८-३९ ॥ 


परिवृत्तिं घृताभ्यक्तां सुस्विन्नामुपनाहयेत्‌ । 

ततो$भ्यज्य शनैश्चर्म चानयेत्‌ पीडयेन्मणिम्‌ ॥8०॥ 

प्रविष्टे च मणौ चर्म स्वेदयेदुपनाहनेः | 

त्रिरात्र पञ्चरात्रं वा वातघ्ने: साल्बणादिभिः ॥ ४१॥ 

दद्याद्वातहरान्‌ बस्तीन्‌ स्निग्धान्यन्नानि भोजयेत्‌ | 

बपाटिकां जयेदेबं यथादोपं चिकित्सक: 1 ४२॥ 

परिवत्तिका तथा अवपाटिका चिकित्सा--परिवर्तिका 

( Pars Phimosis शिश्न रोग ) में घृत लगाकर, भळी 
भांति स्वेदन करके ( उपनाह) पुछटिस वांधनी चाहिये, 
फिर (aa) मालिश करके शिशनझुण्ड को दुवाते हुए चर्म 
को धीरे २ नीचे उतारना चाहिये । मणि के अन्दर प्रविष्ट 
होने पर, चर्म को शाएवण आदि वात्न उपनाहों (पुछटिस ) 
के द्वारा तीन या पांच दिन स्वेदन करना चाहिये। वात- 
नाशक चर्तियों का प्रयोग तथा fae अन्न का भोजन कराना 
चाहिये । अवपारिका ( Tear in the Prepuce farzaga ) 


की चिकित्सा दोपाचुसार, चिकित्सक को इसी प्रकार करनी 
चाहिये ॥ ४०-४२ ॥ 


WAY: २० ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


८६ 


निरुद्धप्रकशे नाडीं लौहीमुभयतोमुखीम | 

दारवीं वा जतुझतां घृताभ्यक्तां प्रवेशयेत्‌ ॥ 9३ ॥ 

परिपेके वसामञ्ञशिझुमारवराहयोः | 

THe तथा योय्यं बातन्नद्रव्यसंयुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ञ्यहात्‌ च्यहात्‌ स्थूलतरां सम्यडनाडीं प्रवेशयेत्‌ 

स्रोतो farted स्निग्धमन्नं च भोजयेत्‌ | 

भित्त्वा वा सेवनीं मुक्त्वा सद्यःक्षववदाचरेत्‌ 1! ४५॥ 

निर्द्वप्रकश्च चिकिर्सा--निरुद्वप्रक ( Phimoss ) में 

दोनों ओर fer वाली लोह, लकडी या छाख की वनी 
नळी पर घी ल्या, शिश्न मार्ग के अन्दर प्रवेश करना 
चाहिये । शिश्नमुण्ड के परिपेक के लिए मगर तथा सूअर की 
चर्वी और मज्ञा एवं वातनाशक gait से युक्त ude 
( कोल्ह का तेल ) का प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार 
तीन २ दिन के बाद, क्रमशः मोटी नळी, भळीभांति प्रवेश 
कर खरोत (ani) को वढाना चाहिये और ज्िंग्ध अन्न 
खिलाना चाहिये। अथवा सेचनी को वचाते इए शाखक्रिया 
कर, aaa विधि के अनुसार उपचार करना चाहिये ॥ 

सन्निरुद्धगुदं रोगं वल्मीकं बह्विरोहिणीम्‌॥ ४६॥ 

प्रत्याख्याय यथायोगं चिकित्सितमथाचरेत्‌ | ` 

विसर्पोक्तेन विविना साधयेद््निरोहिणीम्‌ | 

सन्निरुद्धयुदे योज्या निरुद्धप्रकशाक्रिया ॥ ४७॥ 

संनिरुद्वगुद-चिकित्सा-सनिरुद्वगुद्‌ (Stricture of 

the Rectum ), चदमीक और अभिरोहिणी ( कषा प्रदेश के 
स्फोट ) को असाध्य समझते हुए, विधान के अनुसार चिकित्सा 
करनी चाहिये। नञ्चिरोहिणी का उपचार, विसर्प के लिये 
यतळाई गई विधि के अनुसार करना चाहिए तथा सन्निरुद्व 
गुद में निरुद्वप्रकश की चिकित्सानविधि का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४६-४७ ॥ 


शखेणोत्कृत्य वल्मीकं क्षाराभिभ्यां प्रसाधयेत्‌ ॥४८॥ 

वबिघानेनादुंदोक्तेन शोधयित्वा च रोपयेत्‌ | 

चल्मीकं तु भवेद्यस्य नातिबृद्धममर्मजम्‌ ॥ ४६॥ 

तत्र संशोधन इत्वा शोणितं मोक्षयेद्विषक्‌ | 

कुलत्थिकाया मूलेश्च गुडूच्य़ा लवणेन च ॥ ५०॥ 

> दन्तीमूलेस्तथेव a 

आरेवतस्य Wa द्‌ च्‌! 

श्यामामूलेः सपलले' शक्तमिश्रैः प्रलेपयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

सुत्निग्धेत्व सुखोण्णेश्च भिषक्‌ तसुपनाहयेत्‌ ! 

प्तं वा चह्विजानीयाह्ृती: सवी यथाक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अभिज्ञाय ततरिछित्त्ा प्रदददेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ | 

संरोध्य दुष्टमांसानि क्षारेण प्रतिसारयेत्‌॥ ५३ ॥ 

रपुं विशुद्ध विज्ञाय रोपयेन्मतिसान्‌ भिषक्‌ | 

सुमना मन्थयश्चैव सल्लातकमनःरिले ॥ २४॥ 

कालाउसारी सूच्मैल्ला चन्दनागुरुणी तथा | 

एतेः सिद्ध निम्वतेलं वल्मीके रोपणं दितम्‌ ॥ ५५॥ 

पाणिपादोपरिष्टातु छिद्रेबेहुमिराइतम्‌ | 

वल्मीकं यत्‌ सशोफं स्याहज्यंतत्त विजानता ॥५६॥ 
१२ go Fre 


coal 


= 


वदमीक चिकित्सा--वढ्मीक ( हाथ-पादतळ और ीच! 
आदि की वल्मीक के स्वरूप की गांठ ) को दाख से काटकर 
क्षार तथा अभि से जळावे और अवुँद की चिकित्सा के लिये 
यतळाई गई विधि के अनुसार घण का शोधन एवं रोपण 
Ri सर्मस्थान से रहित तथा छोटे वल्मीक में संशोधन 
कर वैद्य, रक्तमोक्षण करे और get की जड, गुडूची, 
सेन्धा-नमक, अमलताश की जड, adi की जड़, काले 
निशोथ की जड, पळळ ( तिळ की पिष्टि और सत्तु ( घान 
के लावे का ) को एकत्र मिलाकर लेप लगावे तथा भळीभांति 
fara ad सुखोष्ण उपनाह ( एुळटिस ) atti वल्मीक के 
पक जाने पर, पूय की सम्पूर्ण गति ( मार्ग) को भलीभांति 
समझकर, चुद्विमान्‌ aa, विधान के अनुसार चीरा लगावे 
तथा अमि से जळावे। दूषित मांस को शुद्ध कर, चार से 
प्रतिसारण ( रगडे ) और घण के शुद्ध होने पर रोपण करे। 
चमेली की कळी, भिलावा, मेनशिळ, कृप्णसारिवा, छोटी 
इलायची, aga और अगर से सिद्ध नीम का तेल, वल्मीक 
के रोपण के लिए हितकर होता है । हाथ-पेरों के ऊपर होने 
वाले, अनेक छिद्रों से व्याप्त शोथयुक्त वल्मीक को कुशक 
चेद्य त्याग दे ॥ ४८-५६॥ 


घात्र्याः स्तन्यं शोधयित्वा बाले साध्याऽहिपूतना | 
पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्जनविपाचितम्‌ | 
पीतं घृतं नाशयति कृच्छामप्यहिपूतनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अहिपूतना चिकित्सा-वालकरों के अहिपूतना रोग की 
चिकित्सा, धात्री के दुग्ध की शुद्धि द्वारा करनी चाहिये । 
परवळ की पत्ती, इरड, वहेडा, आवळा और रसोत के 
द्वारा सिद्ध घत पिळाने से, कष्टसाध्य भहिपूतना रोग भी 
नष्ट हो जाता हे ॥ ५७॥ 
त्रिफलाकोलखदिरकषायं अणरोपणम्‌॥ ५८ ॥ 
ate, वदेडा, आँवला, वेर और खैर के छाथ का प्रयोग 
aor रोपण के लिए करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
झाीससेचनाहुरिगललाख | 
पो5म्लपिष्टो बद्रीत्वग्वा सन्धवसंयुता 
pips चूणं चूणेकाले प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कासीस, गोरोचन, तूतिया, हरिताळ और रसोत अथवा 
चेर की छाळ और सेन्ानमक काक्षी में पीसकर लेप लगाना 
चाहिये | चूर्णकाळ (ब्गरोपण के समय ) में कपाळ (पके 
हुए मिट्टी के घडे का डुकडा ) और तूतिया के aor का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ५९॥ 
चिकित्सेन्मुष्ककच्छ चाप्यहिपूतनपामवत्‌ ॥ ६०॥ 
TITERS (Eczema of the Scrotuem) की चिकित्सा 
भी, अहिपूतना और पामा की भॉवि करनी चाहिये॥ ६० ॥ 
area शुदं स्विन्न स्नेहाभ्यक्त प्रवेशयेत्त | 
कारयेट्रोफणाबन्धं मध्यच्छिद्रेण THT | 
विनिर्गमार्थ वायोश्च स्वेदयेच्च Tee: ह. ॥ 
श-चिकित्सा-गुदमंद ( Prolapsus i) में 
बाहर निकली हुई गुदा का) स्वेदन और स्नेहन कर अन्दर 


६० सुश्नुतसंद्दिता 


्च्च्च्स्सच्््स्स्््््स्स्सस्स्स््ल ला ENE SOR 
प्रवेश करना चाहिये और अधोवायु निकलने के लिए, मध्य (तेंदू) और आमड़े से सिद्ध तेल के हारा रोपण 
में छेद वाळी, चमड़े की गोफणा बन्धन ( 7. Bandage) से | करना चाहिये ॥ ६॥ 


पट्टी बाँधनी चाहिये तथा धीरे-धीरे स्वेदन करना 'चाहिये॥६१॥ प्राहयित्वा जलौकोभिरलजीँ सेचयेत्ततः | 
क्षीरे महत्पश्चमृलं मूपिकां चान्त्रवजिताम्‌ ॥६२॥ कपायेस्तेयु fad वच तेलं रोपणमिष्यते ॥७॥ 
healt तस्मिन्‌ पचे्तेलं बातन्नीपथसंयुतम्‌ | अळजी चिकित्सा--अलजी में जलौका के द्वारा रक्तमोचषण 
` गुदअंशमिदं कच्छं पानाभ्यद्वात्‌ प्रसाधयेत्‌ ॥ ६३॥ | कर कषाय वृषं के छाथ से परिपेक तथा इन्हीं कपायवृ्चो 
इति श्रीसुद्रुतसंहिताय़ां चिकित्सास्थाने क्षुद्ररोगचिकि- के काथ और कल्क से सिद्ध Fea बण का रोपण करना 
त्सितं नाम विशोऽध्यायः ॥ २०॥ चाहिये ॥ ७॥ | 
Sa वलातेलेन कोष्णेन aed Ses | 
age: aftar स्निग्धैः सुखोष्णेरुपनाहयेत्‌ || ८ ॥ 
afta चिकित्सा-सदित में सुखोष्ण बळातेळ से परिपेक 
और मधुर वर्व्यो में घृत मिळाकर सुखोप्ण उपनाह (पुळटिस) 
बाँधना चाहिये ¢ ॥ 
संमूढपिडकां fii जलौकोमिरुपाचरेत्‌ । 
भित्त्वा पयोगतां चापि लेपयेत्‌ क्षौद्रसपिपा ॥ ६॥ 
संमूढ पिडिका चिकित्सा--संमूढपिढडिका में, जलीका द्वारा 
शीघ्र रक्तमोक्षण कराना चाहिये तथा पकी हुई को चीर 
कर मधु और घृत का लेप ळगाना चाहिये ॥ ९ ॥ 
अवमन्ये गते पाकं भिन्ने तेलं विधीयते | 
घबाश्वकर्णेपत्तक्गसल्लकीतिन्दुकीकृतम्‌ ॥ १०॥ 
अवमन्य चिकित्सा--भवमन्थ के पककर कूटने पर, धव, 
अश्वकर्ण ( गन्धसुण्ड ), पतङ्ग, साळ और तेंदू के काथ पुर्व 
कल्क से सिद्ध तेळ का प्रयोग करना चाहिये ॥ १० ॥ 
क्रियां पुष्करिकायां तु शीतां सो प्रयोजयेत्‌| . 
जलौकोभि्हरेचासूक सर्पिपा 'चावसेचयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
पुष्करिका-चिकित्सा-पुप्करिका में सम्पूर्ण शीतळ 
क्रियाओं का प्रयोग, जोक के द्वारा रक्तमोक्षण तथा एत से 
परिपेक करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
स्पशैद्दान्यां हरेद्रक्त प्रदिह्यान्मधुरेरपि | 
क्षीरेक्षुसससर्पिमि. सेचयेच सुशीतलेः ॥ १२॥ 
स्पर्शहानि-चिकित्सा--स्पदाद्दानि में. रक्तमोक्षण कर, 
मधुर द्रव्यो के कएक का छेप तथा शीतल दूध, गन्ने के रस, 
और घृत के द्वारा परिपेक करना चाहिये ॥ १२॥ 
पिडकामुत्तमाख्यां च बडिशेनोद्धरेद्धिपक | 
उद्धृत्य मधुसंयुक्तेः कपायेरबचूणयेत्‌॥ १३॥ 


दूध में वृहत-पत्चमूळ तथा आँतरहित चूहे को पकाकर, 
इस दूध के द्वारा, wan जौपधियों के कल्क के साथ, 
सैल पाक किया जावे। इस तेळके पीने तथा ama से कष्ट 
साध्य TET रोग नष्ट होता है ॥ ६२-६३ ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसंदीपिकाभाषादीकायाँ विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


RR 0 


एकचिरातितमोऽध्यायः 


अथातः शूकदोपचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वरन्तारः॥ २॥ 
इसके अनन्तर शूक रोग की चिकित्सा विधि का वर्णन 
किया [जा रहा है, जेसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (gaa 
mater शिष्यां से ) कहा ॥ १-२॥ 
संलिख्य सर्पपीं सम्यक्‌ कपायेरवचूणेयेत्‌ | 
कपायेष्वेव तेलं च कुर्बीत बत्रणरोपणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्पपीचिकित्सा--सपंपी को wet भाँति खुरच कर 
कपाय दृर्षो का yor (मिश्रकोक्त शोधन ger) घण पर 
लगाना चाहिये तथा घण रोपण के लिए, कपाय द्र॒व्यों के 
कल्क के साथ ही तेळ पाक करना चाहिये ॥ ३॥ 
अप्ठीलिकां जलौकोभिम्नोहयेश्व पुनः पुनः | 
तथा घानुपशाम्यन्तीं कफप्रन्थिवदुद्धरेत्‌ ॥ 8॥ 
अष्टीडिमा-चिकित्सा-कुशळ चिकित्सक, अष्टीलिका में 
जॉक छगाकर वारवार रक्तमोक्षण करावे तथा इस प्रकार 
शान्त न होने वाली अष्टीलिफा को कफन ग्रथि की भाँति 
दाख से काट कर निकाले ॥ ४॥ 


स्वेदयेद्‌ ग्रयितं WHAT बुद्धिमान | 
सुखोष्णेरुपनाहैस्थ सुसिग्येरुपनाहयेत्त्‌ ॥ ५ ॥ 
अधित-चिकित्सा-युद्धिमान वैद्य अथित में नाडी स्वेद 
से प्रतिदिन स्वेदन करे और भळी भाँति Rava एव सुसोष्ण 
उपनाइ ( घुळरिस ) बाँधे ॥ ५॥ 
छुम्मीकां पाकमापन्नां भिन्याच्छुद्धा तु रोपयेत्‌ | 
वलेन त्रिफलालोध्रतिन्दुकाम्रातकेन तु॥ ६॥ 
Eatin चिकित्सा-पकी हुई इग्मीका को शाख से 
चीरकर, घण को शुद्ध करके, हरद, यहदेडा, alae, Sh, 


उत्तमा पिढका चिकित्सा--उत्तमा नामक पिडका को 
वैद्य afar से निकाले और मधुयुक्त कपाय qeat के 
चूर्ण से अवचूर्णन करे ( घण पर चूर्ण दिडके) ॥१३॥ 
रसक्रिया विधातव्या लिखिते शतपोनफे | 
प्रथकपण्यीदिसिद्धं च देयं तेलमनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
शातपोनक चिकित्सा-दातपोनक में पहले लेखन 
(Scraping ) कर, रसक्रिया और इसके पश्चात्‌ एष्ठपर्ण्या- 
दिगण से सिद्ध सेळ का प्रयोग करना चाहिए ॥ १४ ॥ 


।क्‍ 
| 


अध्यायः ३१-९२ ] 


क्रियां कुयोद्धिपक प्राज्ञर्त्वकपाकस्य विसर्पचत्‌ | 
रक्तविद्रथिवच्चापि क्रिया शोणितजेऽवुँदे ॥१४॥। 
कपायकल्कसर्पीपि तेलं चूर्ण रसक्रियाम्‌ | 
शोधनं रोपणं चेच बीच्य बीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥ १६॥ 
हितं च सर्पिषः पानं पथ्यं चापि विरेचनम्‌ | 
हितः शोणितमोक्षश्च यश्चापि लघु भोजनम्‌ ॥ १७॥ 
त्वकूपाक तथा रक्तजाडुंदचिकित्सा-विद्वान्‌ वेद्य को 
त्वकृपाक की चिकित्सा fad की भाँति करनी चाहिये! 
रक्तजअजुंद्‌ में रक्तज विद्रधि की भाँति चिकित्सा करनी चाहिए 
तथा काथ, कल्क, प्रत, तेळ, चूर्ण, रसक्रिया, शोधन और 
रोपण कमं ह्वित्रणीयोक्त अवस्था के अनुसार प्रयोग में छाना 
प्वाहिये 1 दोषों के अनुसार घृतपान, विरेचन, रक्तमोक्षण 
तथा लघु भोजन, रक्तज ase में हितकर होता है 1१५-१७ 
age मांसपाकं च विद्रधिं तिलकालकम्‌ | 
प्रत्याख्याय Teste भिपक्‌सम्यक्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥१८)॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने शूकरोग- 
चिकित्सितनामैकबिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
ne ee 


भदुंद, मांसपाक, विद्रधि ओर तिलकालक को असाध्य 
समझते हुए, वेच को, भलीभाँति चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वसंदी पिकाभापाटीकायामेकविंश्षोऽध्यायः ॥ २१॥ 


Sh 
दवार्विशतितमोऽध्यायः 
अथातो युखरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः WRU 
इसके अनन्तर सुखरोग की, चिकित्सा विधि का वर्णन 
किया जा रहा है, Sear कि भगवान धन्वन्तरि ने ( सुधुत 
प्रद्धति reat से) कहा ॥ १-२॥ ‘ 
चतुविधेन Gea मधूच्छिष्टयुतेन च | 
वातजेऽभ्यञ्जनं कुयोन्नाडीस्पेद च चुद्धिमान्‌॥ ३॥ 
ओएरोग चिकित्सा-वातज ओष्ठ रोग में, सोम युक्त 
चतुर्विध स्नेह ( एत, तेळ, वसा, wat) की मालिश और 
साड़ी स्वेद का भयोग बुद्धिमान चेच को करना चाहिये ॥३॥ 
विद्ध्यादोएुकोपे तु साल्वणं चोपनाहने | 
मस्तिष्के चेव नस्ये च तेलं वातहरं हितम्‌ ॥ ४॥ 
चातज ओष्टरोय में साउवण की पुळटिस, शिरोवस्ति, 
और वातइर मर्व्यो से सिद्ध तेल का नस्य हितकर होता है ॥ 
श्रीवेष्टकं सर्जरसं सुरदारु सगुग्गुलु | 
यष्टीमधुकचूण तु विद्ध्यात्‌ प्रतिसारणमू ॥ ५1 
चातज ate रोग में विरोजा, राळ, देवदारु, गुग्युळ और 
सुलेठी के चूर्ण से प्रतिसारण ( घर्षण ) करना चाहिये ॥ ५॥ 
पि'चरक्ताभिघातोत्यं जलौकोभिरुपाचरेत्‌ | 


चिकित्सास्थानम्‌ ६१ 


पित्तविद्रधिवच्चापि क्रियां कुयोदशेपतः ॥ ६॥ 
पित्तज, रक्तन और अभिघात ओए रोग में जॉक के 
द्वारा रक्तमोक्षण तथा विद्रधि की भाँति सम्पूर्ण ( सशोःन- 
सशमनरूपा वाह्यामाम्यन्तरीश्च ) क्रिया करनी चाहिये ॥ ६॥ 
शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवल एव च | 
हृते रक्ते प्रयोक्ऽ्यमोएकोपे कफात्मके | ७ ॥ 
यूषणं स्वरजिकाक्षारो यवक्षारो विडं तथा | 
क्षोद्रयुक्तं विधातव्यमेतच्च प्रतिसारणम्‌ ॥ ८॥ 
कफज ओए रोय में, रक्तमोक्षण के अनन्तर शिरोविरेचन, 
धूम, स्वेद भौर कवळ का अयोग तथा सोंठ, afta, पिप्पल, 
सज्जीखार, यवक्षार और विडनमक में मधु मिलाकर प्रतिसारण 
करना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 
सेदोजे स्वेदिते भिन्ने शोधिते ज्वलनो हितः | 
प्रियद्ुत्रिफलालोभं॑ सक्षौद्रं प्रतिसारणम्‌ ॥ ६॥ 
मेदज ओष्ठरोग सें स्वेदन के पश्चात्‌ शास्र से चीरकर घण 
का शोधन, अग्निकर्म तथा प्रियंगु, त्रिफळा और ote में 
सधु मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिए ॥ ९॥ 
एतदोष्ठप्रकोपानां साध्यानां कर्म कीतितम्‌ | 
द्न्तमूलगतानां तु रोगाणां कर्मे बद्यते॥ १०॥ 
साध्य ओषरोगों के लिए यह चिकित्सा विधि बतलाई 
गई हे, lat की जड ( मसूड़ा ) में होने वाळे रोगों की 
चिकित्सा का वर्णन किया जा रहा ॥ १० ॥ 
शीतादे हृतरक्ते हु तोये नागरसषंपान्‌। 
निष्काथ्य त्रिफलां ged Toga: सरसाज्ञनः ॥११॥ 
प्रियङ्गवश्च ged च त्रिफला च प्रलेपनम्‌ । 
नस्यं च त्रिफलासिद्धं मधुकोतपलपद्मकेः Ul १२॥ 
शीताद (Spongy 0778 ) में रक्तमोक्षण के अनन्तर 
ais, सरसों, त्रिफळा, नागरमोथा भर रसोत के छाथ का 
गण्डूप धारण ( मुख में काथ रखना ) तथा frig, नागर" 
मोथा और त्रिफला कल्क का लेप एवं त्रिफला, झुलेठी, कमळ 
और पझाख से सिद्ध ae के नस्य का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
द्न्तपुप्षुटके कायं तरुणे रक्तमोक्षणम्‌ | 
सपञ्चलवणः क्षारः सक्षौद्रः प्रतिसारणम्‌ | 
हितः शिरोविरेकश्च नस्यं स्निग्धं च भोजनम्‌ URE ॥ 
नवीन दुन्तपुप्पुटक (Gum bol ) में रक्तमोक्षण, पाँचों 
wan और यवचार में मधु मिळाकर प्रतिसारण तथा शिरो- 
विरेचन) नस्य एव लिग्ध भोजन हितकर होता है ॥ १३ ॥ 
fred दन्तवेष्टे ब्रणांस्तु प्रतिसारयेत्‌ 1१३ 
रोध्रपत्तङ्गयष्ट्याह्लाक्षाचूर्ेमेधूततरेः I 
गण्डूपे क्षीरिणो योज्याः सक्षोद्रघृतशकराः | 
काकोल्यादौ दशद्ीरसिद्धं सर्पिश्च नस्यतः॥ १४ ॥ 
grade ( Pyorshoea ) में रक्तमोक्षण के बाद लोध्रं, 
पतङ्ग, झुलेटी और छाख के चूर्ण में विशेष ay मिलाकर 
aut का ्रतिसारण, क्षीरिवर््षा के छाथ में मधु, इत और 


६१ 


सुश्रतसंहिता 


शर्करा मिळाकर गण्डूष धारण तथा काकोल्यादि के कल्क | मिला कर छगाना चाहिए तथा पिप्पली चूर्ण और मधु का 
के साथ दशगुने दूध में सिद्ध घृत का नस्य प्रयोग करना | कवळ धारण करना चाहिए aT धोने के लिए ( कुल्ला करने 


व्चहिये ॥ १४-१५ ॥ 
शौषिरे हृतरके तु रोभ्रमुस्तरसाञ्जनेः । १६॥ 
सक्षौद्रेः शस्यते लेपो गणपे क्षीरिणो हिताः | 
सारिवोत्पलयष्ट्याह्सावराशुरुचन्दनः ॥ १७॥ 
at दशगुणे सिद्ध सपिंनेस्ये च पूजितम्‌ | 
क्रियां परिदरे कुर्याच्छीतादोक्तां बिचक्षणः॥ ९८ ॥ 
शौपिर में, मसूडे से रक्त निकाल कर, लोधर, नागरमोथा 
और रसोत के चूणं में मधु मिला हुआ लेप तथा चीरिवृों 
के छाथ का गण्डूष धारण भौर सारिवा, कमळ, झुळेठी, लोभ, 
अगर एवं चन्दन के करक फे साथ दशगुने दूध से सिद्ध घृत 
का नस्य हितकर होता हे । बुद्धिमान्‌ वेद्य परिदर में शीताद 
के लिए कही गई चिकित्सा विधि का प्रयोग करे ॥ १६-१८ ॥ 
संशोध्योभयतः कायं शिरस्थोपकुशे तथा | 
' काकोदुम्बरिकागोंजीपत्रेबिज्ञाबयेदसूक ॥ १६॥ 
gage waa: सब्योपैः प्रतिसारयेत्‌। 
पिप्पलीः wearer खेताज्ञागर॑ चेचुलं फलम्‌ ॥ Re ॥ 
सुखोदकेन संसज्य कबलं 'चापि धारयेत्‌ | 
घृतं मधुरकेः सिद्धं दितं कषलनस्ययोः ॥ २१ ॥ 
उपकुश सें वमन, विरेचन के द्वारा, दोनों मार्गा से शरीर 
को तथा शिरोविरेचन के द्वारा शिर को शुद्ध कर कठगूळर भौर 
गोजिह्वा के पत्ते से मसूड़े को रगड़ कर रक्त निकाळना चाहिए 
तथा मधु युक्त पाँचो नमक और ais, मरिच, पिप्पळ के चूर्ण 
से प्रतिसारण करना चाहिए एव पिप्पल, सरसों, ais और 
घेतसफल के चूर्ण को, गुनगुने जळ में मिला कर कवळ धारण 
करना चाहिए। age qeat ( काफोल्यादि गण) से सिद्ध 
घृत, कवळ धारण तथा नर्थ दोनों के लिए हितकर होता है॥ 
TAT दन्तवेदर्भ दन्तमूलानि शोधयेत्‌ । 
ततः क्षारं प्रयुञ्जीत क्रियाः wate शीतलाः || २२॥ 
दन्तवैदर्भ में, ,दार्ता की जड़ को दाख से स्वच्छ कर शार" 
प्रयोग तथा सम्पूर्ण शीतळ क्रिया करनी चाहिए ॥ २२॥ 
उदूश्ृत्याधिकदन्तं तु ततो 5भिमवचारयेत्‌ | 
कृमिदन्तकबच्चापि विधिः कार्यो विजानता ॥ २३ UI 
ee ( ses es tooth ) को उखाड़ 
कर, अप्रिकम तथा कुमिदन्त की साँ 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २३॥ RR 2 
छिर्वाऽघिमांसं सकषीद्ररेमिश्चूणेरुपाचरेत्‌ | 
चचातेजोवतीपाठास्वजिकायाबशूकजेः । २४॥ 
थोद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कबलश्चात्र कीर्तितः || 
पटोलत्रिफलानिम्बकपायश्चात्र धावने | 
हितः शिरोविरेकश्च धूमो वेरेचनञ्च यः ॥ २५॥ 
अधिमास (Impacted wisdom tooth ) को काट कर 
बच, तेजवळ, पाठा, सजीयार शौर यवक्षार के चूर्ण में मधु 


के लिए ) परवल की पत्ती, त्रिफळा और नीम का छाथ तथा 
शिरोविरेचन और पैरेचनिक धूम का प्रयोग हितकर होता है॥ 
सामान्यं कमे नाडीनां बिशोपं चात्र मे श्रु | 
नाडीत्रणहरं कमे दन्तनाडीषु कारयेत्‌ ।। २६॥ 
यं दन्तमभिजायेत नाडी त दन्तमुद्धरेत्‌ | 
rar मांसानि शख्रेण यदि नोपरिजो भवेत्‌ ॥२७॥ 
शोधयित्वा दहेच्चापि क्षारेण ज्वलनेन वा | 
भिनत्त्युपेक्षिते दन्ते हनुकास्थिंगतिश्रेत्रम्‌ । 
समूलं दशनं तस्मादुद्धरेद्दममरिथरम्‌ ॥ २८॥ 
दुन्तनाड़ी में, सामान्य नाडी (००5) चिकित्सा 
विधि का प्रयोग किया जाता है, विशेष चिकित्सा विधि का 
वर्णन मुझ से सुनो--जिस दाँत के समीप नाढीब्रण (8970७) 
उत्पन्न हो उस दाँत को, यदि दाँत ऊपर की Wea न 
हो तो age का मांस शस्त्र से काट कर, निकाल देना 
चाहिए और घण को ae कर क्षार अथवा अशि से जलाना 
चाहिए। क्योकि, दाँत की उपेक्षा करने पर अर्थात्‌ दाँत को 
न निकालने पर, नाढीघ्रण निश्चय ही हन्वस्थि का भेदन कर 
देता दै। इसलिए टूटे तथा हिलते हुए दाँत को जद से 
निकालना चाहिए ॥ २६-२८ ॥ 
उद्धृते तूत्तरे दन्ते समूले स्थिरबन्धने॥ २६॥ 
रकतातियोगात्‌ पूर्वोक्ता रोगा घोरा भवन्ति हि | 
काणः संजायते जन्तुरर्दितं चास्य जायते ॥३०॥ 
चलमप्युत्तर दन्तमतो नापहरेद्विपक्‌ | 
उपर की पंक्ति में स्थित, स्थिर बन्धन युक्त अर्थात्‌ दृढ़ 
दाँत को जढ़ से उखाड़ने पर, अत्यधिक रक्तत्राव होने के 
कारण, ऊपर कहे गए भयङ्कर रोग उत्पन्न हो जाते हैं | ATT 
काना तथा अर्दित रोग अस्त हो जाता है । इसलिए वैद्य को 
ऊपर के feed इए दाँत को भी नहीं उखाडना चाहिए ॥ 
घाबने जातिमद्नस्वादुकण्टकखादिरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कपायं जातिमदनकटुकस्वाटुकए्टकः | 
यष्टाह्रोध्रमखिछाखदिरेश्वापि यत्‌ कृतम्‌ | 
तेलं संशोधनं तद्धि हन्यादन्तगतां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दन्तनाडी को धोने के लिए चमेली, Faas, गोखरू, 
भर खेर का छाथ तथा चरण को शुद्ध करने के लिए चमेली 
सैनफळ, कुटकी, गोखरू, FeAl, लोध्र, मजीठ और खेर के 
काथ से सिद्ध पैळ का प्रयोग करना चाहिए । क्योंकि यह 
de दन्तगत नादी को नए करता है ॥ ३१-३२ ॥ 
कीर्तिता दन्तमूले तु क्रिया दन्तेषु बच्यते ॥ ३३॥ 
दन्तमूळ के {( मसूड़े ) रोगों की चिकित्सा का वर्णन तो 
किया गया अव दन्त रोगों की चिकिरला कही जा रही है॥३३॥ 
Sari कघलाः कोष्णाः सर्िपस्ैवृतस्य वा | 
निरयूहाश्चानिलन्रानां दन्तहपंत्रमदनाः ॥ ३४ ॥ 
प्वतुर्विध स्नेह (ga, तैल, वसा, सजा) अथवा 


भ्रध्याय २९ ] 


चिकित्सास्थानॅम्‌ 


a3 


a 
agave ( महावातव्याधि-पठित ) एवं aan goat के | व्याधियों का उत्पादक कारण मानता है । जहाँ तक चिकित्सा 


फाय का, सुखोष्ण कचरु धारण, दन्तहर्प को नष्ट करता है ॥ 
खेह्दिकश्च हितो धूमो नस्यं fered च भोजनम्‌ | 
रसो रसयबाग्वश्च क्षीरं सन्तानिका घृतम्‌ । 
शिरोबस्तिहितश्चापि क्रमो यश्चानिलापहः ॥ ३५॥ 
aes धूम, नस्य, fers भोजन, मांसरस, मांसरस में 
सिद्ध यचागू , दूध, मलाई, घी, शिरोवस्ति और वायुनाशक 
' सभी करियायें, दुन्तहषं में हितकर होती हैं ॥ ३५॥ 
अहिंसन्‌ दन्तमूलानि शर्करामुद्धरेद्भिपक्‌॥ ३६॥ 
लाक्षाचुर्णमंघुयुततैस्ततस्ताः प्रतिसारयेत | 
द्न्तहर्षक्रियां चापि कुर्यान्निरबरोषतः॥ ३७ ॥ 
दाँतों की जड़ को हानि पहुँचाये विना वैद्य को, दन्तशकरा 
( 7७४७ ) निकालनी चाहिए भौर लाख के चूर्ण में ag 
मिला कर अतिसारण तथा east के लिए कथित सम्पूण 
क्रियां का भी प्रयोग करना चाहिए ॥ ३६-३७॥ 


कपालिका कृच्छूतमा तत्राप्येषा क्रिया हिता | 


कपालिका (Inamel) कष्टसाध्य रोग है, इसमें भी 
उपयुक्त चिकित्सा हितकर होती हे ॥ ३७॥ 
जयेद्विखावणेः स्विन्नमचलं कृमिदन्तकम्‌ ॥ ३८॥ 
तथाऽबपीडेवीतन्नः  खेहगण्डूपधारणे: | 
भद्रदार्बादिवषोभूलेपेः स्लिग्पेश्व॒ भोजने: ॥ ३६ ॥ 
न हिलने वाले कृमिदन्त (Dental caries) की चिकित्सा, 
स्वेदन, रक्तमोक्षण, वातप्न अचपीडनस्य, स्नेहों के गण्डूप- 
धारण, भद्गदार्वादि तथा पुनर्नवादि गण के लेप और खिग्ध 
आहार के द्वारा करनी चाहिए ॥ ३८-३९ ॥ 
चलमुद्धृत्य च स्थातं विदद्देच्छुपिरस्य च | 
त्तो विदारीयष्टयाहश्ङ्गाटककसेरुकेः | 
तैलं दशगुणे क्षीरे सिद्धं नस्ये हितं भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
हिळते इए दाँत को उखाड़ कर, उस खोखले स्थान तथा 
शौपिरजन्य छिद्र को अशनि से जलाना चाहिए फिर विदारी- 
कन्द, सुलेठी, ere और कशेरुके कल्क द्वारा, TATA दूध 
से सिद्ध, तेल के नस्य का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४० ॥ 
हनुमोक्षे समुद्दिष्टा कुयोद्यादितवत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ४१ Ul 
हनुमोक्ष ( Dislocation of the lower jaw ) में भदित 
के लिप्‌ कथित ( शिरोवस्ति, नस्य, धूम, उपनाह आदि) 
चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विमश:--चरक तथा अष्टाइसंग्रह में ‘equate’ का नाम 
चात रोग की श्रेणी में रखा गया है। सुक्त इसे दुन्तरोग की 
पद्धि में रखते हैं। 'हनुमोक्ष' वस्तुतः हन्वस्थि की स्थान- 
च्युति है। इस दृष्टि से दन्त रोग की श्रेणी में इसे स्थान 
ma नहीं होता, किन्तु हन्वस्थि निम्न दन्तपंक्ति की 
भाधार-शिला भी है और हन्वस्थि की भनेक व्याधियाँ दन्त- 
विद्रधि के कारण हो जाती हैं। सम्भवतः gaa ने इसी 
कारण से 'हल्ुमोक्! का नाम दन्त रोगों के साथ रखा है। 
पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान भी, दन्तरोग को हन्वस्थि की 


का सम्बन्ध है, सुश्च॒त ने भी, अन्य जाचायों की भाँति 
“हनुमोक्त' के लिए चातब्याधिःचिकित्सा विधान का ही 
परामर्श दिया है । 
फलान्यञ्यानि शीताम्बु रूक्षान्नं दन्तधावनम्‌ | 
तथाऽतिकठिनान्‌ भच््यान्‌ दुन्तरोगी बिवजेयेत्त॥४२॥ 
दन्तरोग से पीडित ब्यक्तिको खट्टे फलों का सेवन, 
शीतळ जळ, रूक्ष अन्न, gata से दाँत धोना तथा अत्यधिक 
कडे भोज्य पदार्थों को त्याग देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
साध्यानां दन्तरोगाणां चिकित्सितमुदीरितम्‌ | 
जिह्वागतानां साध्यानां कमे चदयासि सिद्धये 11931 
साध्य ara रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया 
गया है । जिह्मागत साध्य रोगों सें सफलता के लिए 
चिकित्सा कमं का निर्देश किया जा रहा है ॥ ४३॥ 


ओष्ठ्रकोपेऽनिलजे यदुक्तं प्राक्‌ चिकित्सितम्‌ | 
कण्टकेष्वनिलोत्थेषु तत्‌ काय भिषजा भवेत्‌ ॥४४॥ 
aaa भोष्ट-प्रकोप के लिए जिस चिकित्सा-विधि का 
वर्णन पहले किया गया है, उसका प्रयोग वैद्य को, वातज 
निह्वाकण्टक में करना चाहिए ॥ ४४॥ 
पित्तजेषु विधृष्टेषु निःसरते दुष्टशोणिते । 
प्रतिसारणगण्डूष॑ नस्यं च मधुर हितम्‌ ॥ ४५॥ 
पित्तज जिह्वाकण्टक में, जिह्वा को रगड कर, रक्त निकालने 
के पश्चात्‌ मधुर Feat से प्रतिसारण, गण्डूष धारण और नस्य 
का प्रयोग हितकर होता हे ॥ ४५॥ 
कण्टकेषु कफोत्येषु लिखितेष्वस्रजञः क्षये | 
पिप्पल्यादिर्मघुयुतः कार्यस्तु प्रतिसारण ॥ ४६॥ 
गृह्णीयात्‌ कवलांश्चापि गौरसर्षपसेन्धवैः | 
पटोलनिम्बवातीङक्षारयूषेश्च भोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
कफज जिह्वाकण्टक में, जिह्वा को खुरच कर रक्त निकालने 
के अनन्तर पिप्पर्यादि गण के द्रव्यो में मधु मिलाकर प्रति 
सारण, पीली सरसों और सेन्धा नमक का कवळ धारण तथा 
परचळ, नीम, बड़ी करेरी और यवक्षार मिश्रित यूप के साथ 
भोजन हितकर होता है ॥ ४६-४७॥ 
उपजिद्दा तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ | 
शिरोविरेकगण्ड्षधूमेश्चैनसुपा चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
उपज्ञिह्ला ( 8०१०४७ ) को खुरच कर, घार से प्रतिसारण 
तथा ज्ञिरोविरेचन, गण्डूप धारण और घूम (वैरेचनिक धूम) 
के द्वारा उपचार करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
जिह्वागताचां wate तालव्याचां प्रवद्यते | 
अद्दुष्ठादुलिसंदशेनाकृष्य गलशुण्डिकाध्‌ ॥ ४६ ॥ 
छेदयेन्मण्डलाग्रेण जिहोपरि तु सस्थितामू | 
areas चैव हीन च त्रिभागं छेद्येद्विषक्‌॥ ५०॥ 
जिह्वागत रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया, 
ताळुगत रोगों की चिकित्सा का कथन किया जा रहा है। 


६४ 


धुश्रुतंसंहिती 


a य्य 


निह के उपर स्थित गलशुण्डिका (21००६१४९4 Uvals ) 
को अंगूठा ate अंगुलि के संदश से ( अंगूठा और तर्जनी 
अंगुछि को मिळाकर चिमटी का रूप देना) खींच कर, 
मण्डछाम्र दाख ( Round head Ene ) के द्वारा, न त्तो बहुत 
अधिक और न बहुत कम अपि छु तृतीयांश भाग, वैद्य की 
काटना चाहिए ॥ ४९-५० ॥ । 
अत्यादानात्‌ खवेद्रक्तं तन्निमित्तं ख्रियेत च | 
हीनच्छेदाद्धवेच्छोफो लाला निद्रा श्रमस्तमः ॥५१॥ 
तस्माद्यः saat दृष्टकमों विशारदः | 
Taal तु सब्छिय कुयोत्‌ प्राप्ममिमं क्रमम्‌ ॥५२॥ 
अधिक काट देने पर wear होने के कारण, रोगी की 
सुत्यु हो जाती है ( अदप सात्रा सें काटने पर शोथ, SISTA, 
अधिक निद्रा, अम और आँखों के सामने अन्धकार होता है । 
इसलिए शल्य क्रिया से पूर्ण परिचित विद्वान्‌ चेच, सावधानी 
के साथ, गलशुण्डी को काट कर, अधोलिखित चिकित्सा का 
प्रयोग करे ॥ ५१-५२ ॥ 


मरिचातिबिपापाठाबरचाकु्कुटन्नटेः | 

क्षौद्रयुक्ते: सलवणैस्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ tt ५३ ॥ 

बचामतिबिपां पाठां रास्तां कटुकरोहिणीम्‌ | 

निप्काथ्य पिचुमन्द च कबलं तत्र योजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

इहुदीकिणिहीदन्तीसरलासुरदारुभिः | 

पञ्चाङ्गीं कारयेत्‌ पिप्टेवर्ति गन्धोत्तरं शुभाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

ततो धूम पिवेज्जन्तुद्दिरद्द. कफनाशनम्‌ | 

क्षारसिद्धेयु agg यूपश्चाप्यशने हितः ॥ ५६॥ 

मरिच, अतीस, पाठा, वच, कूठ, भरल, और सेन्धानमक 

के चूर्ण में ag मिळाकर प्रतिसारण करना चाहिए qa, 
adie, पाठा, राखा, कुटकी भौर नीम के छाथ का कवळ 
घारण कराना चाहिए | हिगोट, किणिही (अपामार्ग ), दुन्ती, 
नि्योथ और देवदारु, इन पाँच zeit को पीस कर, सुन्दर- 
सुगन्धित पञ्चाङ्गीवतिं ( पञ्चभिरङ्गभूते्टव्येः कृता genet ) 
बनावे, कफनादाक इस चति का धूम, रोगी को दिन यें 


दो वार पिलाना चाहिए तथा मूग के यूप में यवक्षार मिळा 
कर मोजन के लिए देना चाहिए ॥ ५३-५६॥ _ 
विमदां--पाश्चात्य चिकिर्सा-विज्ञान के अनुसार भी जव 
गठ्युण्ढी ( Llongsted Uvals ) Chrome हो जाती हे और 
शोथ बना रता है, टस अवस्था मे शल्य चिकित्सा की 
आवश्यकता पडती इ--५12 treatment of this Condi- 
tion Consists in removing thelower halfof the Uvula 
after painting it with cocaine, by puling ८ down 
with forceps and snipping it off with gcissors.? ‘The 
Science and Practice of Surgery? 
af _ ~+ 
तुण्डिकेयत्रुषे कर्म सद्दाने तालुपुप्पुटे | 
एप एव विधिः कार्यो ate शस्त्ररमेणि ॥ xe ॥ 
तुण्डिकेरी ( 7005115 से समानता ) अध्रष ( Palsti- 
tw समानमा ), GH { 4९१००१ of the Palated 
समानता ), मांससयात ( ए७7०७००-मे समानता १, जर 


तालुपुप्पुट (Epuls of the Palate@® समानता) में 

LJ © 
उपयुक्त विधि का प्रयोग तथा विशेष रूप से शाख कम करना 
चाहिए ॥ ५७ ॥ 


तालुपाके, तु कतेच्यं विधानं पित्तनारानम्‌ | 
तालुपाक ( Ulceration of the Palate ) में पित्तनाशक 
क्रिया का प्रयोग करना चाहिए ॥ wos ॥ 


स्नेहस्वेदौ तालुशोपे विधिश्वानिलनाशनः | 
कीर्तितं तालुजानां ठु कण्ड्यानां कमं बच्यते ॥५८॥ 


तालु शोप में स्नेहन तथा स्वेदन और वायुनाशक क्रिया 
का प्रयोग करना चाहिए । ताल रोगों की चिकित्सा का वर्णन 
किया गया, कण्ठरोगों की चिकित्सा-विधि बतछाई जा 
रही है ॥ ५८ ॥ 
साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम्‌ ॥५६॥ 
Fad धूसपानं च गण्डूबो नस्यकर्म च | 
साध्य रोहिणी रोगों में (Diphtheria) varie, 
वमन, धूम्रपान, गण्डुप-्घारण और नस्य कर्म, हितकर 


होता हे ॥ ५९॥ 


बातिकीं तु हृते रक्ते लबणेः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सुखोष्णान्‌ स्नेहगण्डूपान्‌ घारयेच्चाप्यभीच्णशः | 
पततङ्गशर्केराक्षदरः पैत्तिकीं प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६९॥ 
्राक्षापरूपकक्ाथो हितश्च कबलम्रहे। | 
अगारधूमकटुकैः श्लेप्मिकी प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६२॥ 
श्रेताबिडब्नदन्तीषु तेलं सिद्धं ससैन्धवम्‌ | 
नस्यकर्मणि योक्तव्यं तथा कवलधारणे ॥ ६३॥ 
पित्तवत्‌ साथयेट्टैद्यो रोहिणी रक्तसंभवाम | 
विस्राव्य कण्ठशाळूकं साधयेत्तुण्डिकेरिबत्‌ ॥ ६४॥ 


वातज रोहिणी में रक्तमोक्षण के अनन्तर, पञ्च ळबण से 
प्रतिसारण ( घपंण ) तथा बार-बार स्नेहयुक्त सुखोष्ण गण्डूप 
धारण कराना चाहिए । पित्तज रोहिणी में sag, शकरा और 
मधु के द्वारा प्रतिसारण तथा झुनक्का और wea के छाथ 
का कवळ धारण हितकर होता है । कफज रोहिणी में गृह धूम्र 
और Feat चूर्ण से प्रतिसारण तथा श्वेता, Preg, दन्ती 
और सेन्धा नमक के द्वारा सिद्ध ae, नस्य एव कवळ धारण 
में प्रयोग करना चाहिए। रक्तज रोहिणी की चिकित्सा, वैद्य 
को पित्तज रोहिणी की भाति करनी चाहिए। कण्ठझालूक 
से रक्त निकाल, तुण्डिकेरी की भाँति चिकित्सा करनी 
चाद्विएु ॥ ६०-६४ ॥ 

विमशंः--रोहिणी (D४९० ) एक प्रकार की 
घातक व्याधि हे । सद्यः सुचार उपचार न होने पर इसकी 
घातकता में सन्देह नहीं रहता। सुश्रुत तथा चरक दोनों 
आचार्या ने इस रोग को प्राणहारक भाना है। दूष्य मांस 
गढरोधिनोऽङ्करान्‌, सन्ति यान्‌ साध्यहरा दि रोहिणी ॥ 
(doe नि० ao १६) ‘त्रिरात्र परम तस्य जन्नोर्मवनि जीवितम्‌ | 
SATA त्वनुकान्त fax सम्पद्रते टी 0 (ao Go mo १८) 
इस रोग का प्रधान कारण, पाश्चात्य चिकिरसा-विज्ञाच के 
agar ( Diphtheria Bacillus ) नामक दण्ढाकार जीवाणु 


अध्यायः २२ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


६% 


` होता हे । वच्चो में इस रोग का प्रकोप अधिक पाया जाता 
RP. रोग की प्रबळता को रोकने के लिए ( Diphtheria 
Anhtoxin) का प्रयोग आजकल किया जाता है ! Antitoxn 
के प्रयोग से रोग की असाध्यता में न्यूनता हुई है। ( Anti- 
toxin) के प्रयोग के साथ साथ हृद्य को बल देने वाळी 
औषधियों का प्रयोग भी करते रहना चाहिये । 
एककालं यवान्नं च सुञ्जीत स्निग्धमल्पशः | 
उपजिहिकबच्चापि साधयेदृधिजिह्निक्राम्‌ ॥ ६४॥ 
रोगी को एक समय स्नेहयुक्त जौ का अरप आहार देना 
चाहिये तथा अधिजिह्वा की चिकित्सा, उपजिहा की भाँति 
करनी चाहिये ॥ ६५॥ - 
एकवृन्दं तु विस्राव्य विधि शोधनमाचरेत्‌ | 
गिलायुश्चापि यो व्याधिस्तं च शखेण साधयेत्‌ NSE 
were रोग में cama के पश्चात्‌ शोधनविधि 
( शिरोविरेचन, धूम, लेप, are आदि ) का प्रयोग तथा 
fre नामक व्याधि में दाख के द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ६६॥ 
अमर्मस्थं gis च भेदयेद्गलविद्रधिम्‌ । , 
मर्मस्थान से रहित और भलीभाँति पकी हुई गळचिटरघि 
( Penfonsillar abscess ) में चीरा लगाना चाहिए ॥६६३॥ 
चिमर्शः-पाश्चात्य चिकित्सा शाख भी इस व्याचिमें 
शखक्रिया का ही विधान वतलाता है 1 ‘Once fluctuation 
is detected or there 1s sufficient indication that pus 
is definitely localised, the Condition must be dealt 
with by incision and evacuation of the pus,’ ‘The 
Science & Practice of Surgery ) 


चातात्‌ सर्वरं चूर्णेलेवणेः श्रतिसारयेत्‌ ॥ ६७॥ 

Re a . हितं 

Set वातहरेः सिद्धं द्वितं कवलनस्ययोः | 

ततोऽस्मै स्नैहिकं धुममिमं दद्याद्विचक्षणः ॥ ६८॥ 

वातजसर्वसर ( सुख ओए आदि का पाक Stomatitis ) 

सें पंचळवण के चूर्ण से ्रतिसारण, वातहर gaa सिदध 
सेल का कवळ धारण-तथा नस्य हितकर होता हे । बुद्धिमान, 
वैद्य, इस रोग से पीडित. व्यक्ति के लिए अधोलिखित 
( स्नेहिक ) घूस का प्रयोग करे ॥ ६७-६८॥ 


शालराजादनैरण्डसारेहुदमधूकजाः ॥ 

मज्नानो सुग्गुलुध्याममांसीकालानुसारिवाः | 
श्रीसजरसशैलेयमधूच्छिष्टानि चाहरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत्सर्व gad चूर्णं स्तेहेनालोड्य युक्तितः । 
टिण्ट्कबृन्तं सक्षौद्रं मतिमांस्तेन लेपयेत्‌ ॥ ४० Nl 
एष सर्वसरे धूमः प्रशस्तः स्नेद्विको सतः | 

कृफन्नो मारुतन्नश्व॒ सुखरोगविनाशनः ॥ ७१॥ 

are, खिरनी, एरण्ड, सारचृक्ष (afer आदि), 

हिंगोट, महुआ की सञ्ञा ( दृक्ध का सार साग), Taw; 
भ्यास Carag), जटामांसी, तगर, श्री ( war ); 
राळ, भूरिछरीळा और मोम, इन gout का महीन चूण 


चनाकर, युक्तिपूर्वक ( जितने स्नेह में घूर्ण लेप, लगाने 
योग्य हो ) स्नेह मिलाया जावे । चुङिमान्‌ बैद्य इस चूर्ण 
का लेप मधु लगे हुए अरलू की टहनी पर लगावे । सवंसर 
रोग के लिये यह स्नेहिक धूम श्रेष्ठ समझा जाता हे यह 
कफनाशक, वातहर एवं सुखरोग को नष्ट करता है ॥६९-७१॥ 


पित्तात्मके स्वसरे शुद्धकायस्य देहिनः | 
सवः पित्तहरः कार्यो विधिम धुरशीतंलः ॥ ७२॥ 
पित्तज सर्वसर रोग में वमन, विरेचन आदि से शुद्ध 


शरीर चाले रोगी के लिये, सम्पूर्ण पित्तनाशक, मधुर और 
शीतल क्रिया करनी चाहिये 1७२॥ । 


प्रतिसारणगण्टूपौ धूमः संशोधनानि च | 
कफात्मके सर्वसरे विधिं कुर्यात्‌ कफापहम्‌ ॥ ७३॥ 
पिवेदतिचिषां पाठां aed च सुरदारु च। 
रोहिणीं कटुकाख्यां च कुटजस्य फलानि च ॥ ७४॥ 
गवां मृत्रेण मनुजो भागैर्धरणसंमितेः | 
' एप सर्वान्‌ कफकृतान्‌ रोगान्‌ योगोऽपकर्षति ॥७४५॥ 
कफज सर्वर रोग में प्रतिसारण, गण्हूप धारण, संशोधन 
तथा कफनाराक क्रिया करनी चाहिये । अतीस, पाठा, नागर- 
मोथा, देवदारु, कुटकी और इन्द्रयव का एक धरण ( २४ 
रत्ती ) चूर्ण गोमूत्र के साथ रोगी को पिलाना चाहिये । 
यह योग सम्पूर्ण कफजन्य विकारों को नष्ट करता है ॥७३-७५॥ 
्षीरक्षुरसगोमूत्रदधिमस्त्वस्लकाञ्जिकैः | 
विदध्यात्‌ कवलान्‌ वीत्य दोषं तेलघुतेरपि ॥ ७६ ॥ 
दूध, गन्ने का रस, गोमूत्र, दही, मस्तु ( दघिजल ), 
अम्ल ( धान्याम्ळ ), sigh वथा तेळ और घृत का भी दोषों 
के प्रकोप के अनुसार कवळ धारण करना चाहिये ॥ ७६॥ 
रोगाणां मुखजातानां साध्यानां कर्म कीर्तितम्‌ | 
असाध्या अपि वच्यन्ते रोगा ये तत्र कीर्तिताः ॥७७॥ 
साध्य सुख रोगों की चिकित्सा वतळाई गई है, असाध्य 
yafifee सुखरोर्गा की चिकित्सा का कथन किया जा 
रहा हे ॥ ७७॥ 
marae वज्योः स्युर्मासरक्त्रिदोषजञाः | 
दन्तमूलेषु वर्न्यो हु त्रिलिन्गगतिशौषिरौ ॥,७८॥ 
मांसज, रक्तज तथा सन्निपातज ओष्टरोग तथा सन्नि- 
पातजगति ( नाडी ) और शौपिर दुन्तरोग त्याज्य होते हैं ॥ 
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभञ्जनाः | 
जिह्लागतेष्वलासस्तु तालव्येष्व्युदं तथा ॥ ७६ ॥ 
स्व॒रन्नो बलयो geal विदार्यलस एव च! 
गलौधो मांसतानश्च शतप्नी रोहिणी च या ॥ ८०॥ 
दन्तरोगों में, र्यावदन्तक, दालन और भक्षनक असाध्य 
होते हैं तथा जिह्वागत रोगों में अलास, ताळगत में अद एवं 
( कण्डगत में ) cava, वलय, इन्द, विदारी, अछस, गछौघ, 
मांसतान, शतप्नी और रोहिणी असाध्य होती हवै ॥ ७९-८०॥ 


ee tee NS Ne me SSRIS DYN SAVY SAVVY NNN चीज पी जमीनी, 


जैसे कि--शोथ का नाश चाहने वाळे रोगी को, पिट्टी के 

चने आदार, UE पदार्थ, लवण, मिट्टी, दिन में सोना, भानूप 

ज्ञीयों का मांस, खीप्रसग, ga, तेळ, दूध तथा भारी पदार्था 
का सेवन त्याग देना चाहिए ॥ १३॥ 

इर्यायुर्वेदतरयसदी पिका भापारीकायां न्रयोविंश्ोऽध्याय' ॥२३॥ 


BR od 


चतुर्विगतितमोष्ध्यायः 
अथातो$नागतावाधप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके अनन्तर अनागतावाधप्रतिपेध (gag आगतः 
saa’, भावाधो दर, तस्य प्रतिपेधश्विकितसितम्‌) अर्थात्‌ 
सम्भावित द'सों को रोकने के लिये, चिकित्सा विधिका 
वणन fear जा रहा ह, जेसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
C aaa प्रमतिशिष्यों से) कद्दा ॥ ६-२ ॥ 
उत्यायोत्याय सतत स्वस्थेनारोग्यमिच्छुता ॥ 
धीमता यदलुप्रेय तत्‌ सत्रे संप्रवच्यते ॥ ३॥ 
आरोग्य की कामना करने वाले चुद्धिमान्‌ स्वस्थ व्यक्ति 
झो प्रतिदिन निरन्तर जिन डेनिफ कार्या में प्रवृत्त होना 
चाहिये, उनका कथन किया जाताहे॥ ३॥ 
तत्रादो दन्तपवनं दवादशाङ्गलमायतम्‌ | 
कनिघिकापरीणाहमुञ्यप्रन्थितमन्रणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयुग्मम्रन्थि यच्चापि प्रत्यग्रं शस्तभूमिजम्‌ ॥ 
'अवेच्यत्‌ च दोप च रसं वीय च योजयेत्‌ ॥ ५॥ 
फपायं wat तिक्त कटुकं प्रातरुत्थितः ॥ 
निम्प्रश्च तिके Ae कपाये खदिरस्तथा ॥ ६॥ 
WIR मधुरे श्रेन्‍ः फरञ्ञः कटुके तथा ॥ 
क्षीद्रव्योपत्रियगाक्त सतेलं सेन्धवेन च ॥ ७॥ 
चूणन तेजोरत्याश्च दन्तान्नित्यं विशोधयेत्‌ ॥ 
एफेफ घपयेददन्तं मृदुना कूच फेन च ॥ ८॥ 
TAMA दन्तमांसान्यत्राधयन्‌ | 
नहोगन्म्यापदेड तु Bearer 'चापकपति ॥६॥ 
बशशमन्नासिसयि सामनम्यं करोति च | 
न न्यादेट्रलनाल्योएनिह्वारोगसशुद्भवे ॥ १०॥ 
अथाम्यपारे खासे घ फासहिफावमीवु च | 
टुबताउज्नीणभक्त्न मृन्ळार्ता मदपीडितः ॥ ११॥ 
शिरोसजातेस्टूपिनः ara. पानङ्गमान्तरितः 
afeh पण दाली प उन्वरागी घ मानत्र: | १२ ॥ 
पपप धग शा शय्या rary 
heey inf fa वोत मारा, गोती वि 
म (प्रा माग), गया दो गॉड से रहित नदी 
(० “१9, जम भूमि घे age mq तौर दोषों के नुपूर 
गा ठप यच मे pd, पाप, मर, पिच <tr बट रद 


ee १०» 
पु पिन का eter करमा आत्पि। निष बघ याड 


द्रव्यो में नीम, कपाय रस से महुआ तथा कडु रस में करक्ष 


सुश्रुतसंहिता 


की दृतवन श्रेष्ट होती है। मधु, als, मरिच, पिप्पछ, 
दालचीनी, इलाइची, तेजपात, ( त्रिवर्याक्त त्रिसुगन्धिना 
लिप्तं) तेल, सेन्धानमक और तेजवछ के चूर्ण से लिप्त 
दतवन के द्वारा दाँतों को प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिये। 
दुतवन की कोमळ Eh से दन्तशोधन चूण के द्वारा एक एक 
दाँत को पृथक्‌ एथक्‌ मसूडों की रक्षा करते हुए, रगड़ना 
चाहिये । इस दन्तशोधन चूर्ण के प्रयोग से मुख की gules 
दाँतों के मेळ और कफ का नाश होता हे तथा निमंलता, 
अन्न में रुचि एव प्रसन्नता उत्पन्न होती हे । गळा, ताल, ओए 
और जिह्वा के रोग, सुखपाक, श्वास, कास, हिका और चमन से 
असित तथा दुर्वळ, अजीर्णावस्था में भोजन किये हुये, मूच्छ 
एवं मद्‌ से पीडित, शिरःशूल से दु खी, प्यासे, थके हुए, 
मद्यपान की थकावट से युक्त, अर्दित, कर्णशूछ और दन्तरोग 
ग्रस्त मनुष्य को दृतवन नहीं करनी चाहिये ॥ ४-१२ ॥ 
निह्वानि्लेखनं रोप्य सौवर्ण बाक्षेमेब च | 
तन्मलापहरं शस्तं मृदु HAT दशाङ्कलम्‌ ॥ १३॥ 
सुखत्रेरस्यदीगेन्_्यशोफजाड्यहर सुखम्‌ | 
दन्तदाठ्यकर रुच्यं स्नेहगरडूपधारणम्‌ ॥ १४॥ 
चाँदी, सोना तथा वूक्ष के टहनियों से निर्मित, कोमल, 
चिकनी, दस अशुळ लग्बी जिभ्भी'जिह्ला के मळ को खुरचने 
के लिये श्रेष्ट होती है। इसके प्रयोग से सुख की विरसता, 
दुर्गन्ध, शोथ और जडता का नाश तथा प्रसन्नता उत्पन्न 
होती हे । स्नेह ( तेळ ) का गण्डूप धारण दॉतों को दृढ़ तथा 
रुचि उत्पन्न करता दै ॥ १३-१४ ॥ 
क्षीरवृक्षकपायेबी क्षीरेण च चिमिश्रितेः | 
भिल्लोदककपायेण तथेवामलकस्य वा ॥ १५॥ 
प्रक्ञालयेन्सुख नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा | 
नीलिका मुखशोप च पिडकां व्यज्ञमेव च ॥ १६॥ 
रक्तपित्तरुतान्‌ रोगान्‌ सद्ध एव विनाशयेत्‌ | 
सुखं लघु र रीक्षेत eo पश्यति चक्लुपा ॥ १७ ॥ 
dae के काथ अथवा क्ीरउक्ष के छाथ में दूध मिला 
कर या लोध्र (भिसो रोध ) अथवा आमले के फाथ या 
शीतल जल से स्वस्थ मनुप्य को झुर तथा नेत्रो को धोना 
चाहिये। (इस नियम का पालन) नीलिका, gata, पिइका, 
ay तथा रक्तपित्तजन्य रोगों का ia नाश करता 
सुग दरका ( सुदर ) aed देता है तथा Fat की ज्योति 
स्थिर होती है ॥ ५९-१७ ॥ 
सतं स्रोतोञ्जन श्रेष्ठ विशुद्धं सिन्धुसभवम्‌ | 
टाहकण्टूमलब्रं च ऱृष्टिक्तोदसजापहम्‌ ॥ १८॥ 
तेजोरूपायदं चेव सहते मारुतातपी | 
न नेत्ररागा जायन्ते तरमादश्चनमाचरेन ॥ १६॥ 
विनएुनदी से san Matera सत्र दि 
पाना हत ay लादो की अन, गुगली, पानी जाना 
ओर पीडा क्रो दूर वरना हे। Rawle तेज भाता है तथा 
AEM भूषको ग्ने थी afte प्राप्त होनी है। इसके 


तथा उपम 


अध्यायः ९४ ] 


ETE 


चिकित्सास्थानमं 


र्ध 


PR PN, 


लगाना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


भुक्तत्राळिछरसा खातः श्रान्तश्छु्ेनवाहनेः | 
रात्री जागरितश्वापि नावज्याज्ज्वरित एब च ॥ २० ॥ 
भोजन तथा शिर से स्नान किए हुए, वमन एवं 
चाहन ( सवारी ) से श्रान्त, रात्रि में जगे हुये और ज्वर 
से पीडित व्यक्ति को अंजन नहीं लगाना चाहिये ॥ २० ॥ 


कर्प जातीको ललबग कटुकाहयेः | 
सचूणपूगेः सहितं पत्रं ताम्वुलज शुभम्‌ ।। २१ ॥ 
मुखवेशद्यसौगन्ध्यकान्तिसाष्वकारकम्‌। 
हनुदन्तस्व॒रमलजिट्ठेन्द्रियविशोधनमू. ॥ २२॥ 
प्रसेकशमनं द्वयं गलामयविनारानम्‌। 
पथ्यं सुप्रोत्यिते भुक्ते राते वान्ते च मानवे ॥२३॥ 
रक्तपित्तक्षतक्षीणठष्णामूर्च्छापरीतिनाम्‌ । 
रूश्षदुर्वलमत्योनां न हितं चास्यशोषिणाम्‌ ॥ २४॥ 
कपूर, जायफळ, शीतरूचीनी, छ्चंग, रुत्ताकस्तूरी, चूना 
और सुपारी के साथ ताम्बूल ( पान ) का सेवन कल्याणकारी 
होता है। पान खाने से मुख में निर्मळता, सुगन्धि, कान्ति 
एवं सुन्दरता आती हे । हनु ( मसूदा ), दाँत, स्वर, जिह्वा 
का मळ att इन्द्रियाँ शुद्ध होती हं । सुख-प्रसेक ( मुख से 
पानी आना ) आन्त होता है। हृदय में शक्ति आती हे और 
गले की व्याधियों का नाश होता है । सोकर उठने वाले तथा 
भोजन, स्नान और चमन किए हुए मनुष्य के लिये पान 
हितकर दे ! रक्तपित्त, क्षतद्दीण, तृष्णा और मूर्च्छा से पीडित 
एवं रूष, दुर्वळ तथा मुखशोप चाले व्यक्तियों के लिये पान 
हितकर नहीं होता ॥ २१-२४ ॥ 
शिरोगतांस्तथा रोगाडिछिरोऽभ्यङ्गोऽपकर्षति | 
केशानां मादेव Fea बहुत्वं स्निग्धक्रष्णताम्‌ ॥ २५॥ 
करोति शिरसस्वृर्ति सुत्वक्कमपि चाननम्‌ | 
सन्तर्पणं चेन्द्रियाणां शिरस. प्रतिपूरणम्‌॥ २६॥ 
शिर पर तेल की मालिश करने से शिर में होने वाले 
रोग दूर होते ह। केश कोमळ, wa, घने, चिकने और काले 
वनते हं। शिर की तृप्ति तथा सुख की त्वचा सुंदर होती है । 
इन्द्रियां शक्तिसस्पन्न और शून्य मस्तिप्क पुन. पूर्ण होता हे॥ 
मधुकं ara च सरल देवदारु च। 
Bre पद्चनामान॑ समभागानि सहरेत्‌ ॥ २७ Il 
तेपां कल्ककपायाभ्यां wad विपाचयेत्‌। 
wea शीतलं जन्तोमूश्नि तेलं प्रदापयेत्‌ ॥ २८॥ 
सुळेठी, चीरविदारी, सरळकाए, देवदार और छघुपञ्चमूल 
को समभाग में एकत्रित कर, इनके काथ और कल्क के द्वारा 
amie ( कोल्हू का तेल ) का पाक करके मचुप्य के शिर 
पर सदा ठण्डे तेळ की मालिश करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
केशप्रसाधनी केश्या रजोजन्तुमलापहा | 
हनुमन्याशिरःकर्णशूलल्लं कर्णेपूरणम्‌॥ २६॥ 
केशप्रसाधनी (कधी) का व्यवहार केशों को सुन्दर 


NANA. 


प्रयोग से नेत्र रोग उत्पन्न नहीं होते, इस लिये नेत्रा में अजन | चनाता है तथा धूलि, जूँ और मळ को दूर करता है कर्ण. 


पूरण ( कान मे तेल डालना ) के व्यवहार से हनु (AA), 
सन्या, शिर और कान की पीडा नष्ट होती हे ॥ २९॥ 


अभ्यङ्गो मादेवकरः कफवातनिरोधनः | 
घातूनां पुष्टिजननो सृजावर्णबलप्रद्ः ॥ ३०॥ 
अभ्यङ्ग ( मालिश) का अभ्यास aie में कोमलता 
छाता हे, कफ और वात को रोकता हे, धातुओं को पुष्ट करता 
है, तथा शरीर को शुद्ध और वळ, वर्ण से सम्पन्न बनाता है ॥ 
सेकः श्रमन्नोऽनिलहृद्गमसन्धिप्रसा धकः | 
क्षतामिदरधाभिहतविशृष्टानां रुजापहः ॥ ३१॥ 
सेक ( सर्वागपरिपेक ) थकावट मिटाता है, वायु को नष्ट 
करता है, भम्नसन्धि (Dislocation) को स्थिर करता दै, 
तथा उत, अस्निद्रध, अभिघात और रगड से उत्पन्न पीड़ा 
को दूर करता है ॥ ३१ ॥ 
जलसिक्तस्य वर्धन्ते यथा मूलेऽङकुरास्तरोः | 
तथा धातुविवृद्धिहिं स्नेहसिक्तस्य जायते ॥ ३२॥ 
जड में जळ से सींचे गए वृक्ष के अंकुर जिस प्रकार 
बढ़ते हैं उसी तरह Halts ( मालिश करने से ) व्यक्ति 
की धातुये वृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥ ३२॥ 


सिरामुखे रोमङूपैर्घमनीभिश्च तर्पयन्‌ । 
शरीरवलमाधत्ते युक्तः स्नेद्दोऽबगाहने ॥ ३३ ॥ 
स्नान करने में प्रयुक्त किया गया स्नेह शिराओं के मुख 


रोमकूप और धमनियां के छारा शरीर को तृप्त करता हुआ 
वळ उत्पन्न करता हे ॥ ३४ ॥ 


तत्र प्रकृतिसात्म्यतुदेशदोषविकारवित्‌। 
तेलं घृतं वा मतिमान्‌ युञ्ञ्यादभ्यङ्गसेकयोः ॥ १४ | 
प्रकृति, सात्म्य, ऋतु, देश तथा दोपों की विकृति के 
ज्ञाता बुद्धिमान्‌ aa को तेळया घी का प्रयोग अभ्यंग 
( मालिश ) और सेक ( स्नान ) में करना चाहिये ॥ ३४॥ 


केवलं सामदोपेपु न कथञ्चन योजयेत्‌। 
तरुणज्वयेजीर्णी च नाभ्यक्तव्यो कथञ्चन ॥ ३५॥ 
तथा विरिक्तो वान्तश्च निरूढो यश्च मानवः | 

पूर्वयोः छच्छता व्याधेरसाध्यत्वमथापि वा ॥ ३६॥ 
शेषाणां तदहः प्रोक्ता भस्निमान्द्यादयो गदाः | 
सन्तपेणसमुत्यानां रोगाणां नेव कारयेत्‌ IASI 


आम दोषों में स्नेह ( असंसक्त स्नेह ) का प्रयोग कभी 
नहीं करना चाहिये। नवीन ज्वर तथा अजीर्ण से पीड़ित 
और विरेचन, वमन एव निरूहवस्ति से युक्त ager को 
अभ्यंग कभी नही करना चाहिये। प्रथम दो अवस्था 
( नवीन ज्वर तथा भजीणं ) में अभ्यङ्ग करने से व्याधि कष्टः 
साध्य या असाध्य भी हो जाती है। दोप अवस्थाओं 
( विरेचन, वमन एवं निरूह ) में उस दिन अभ्यङ्ग का प्रयोग 
अभिमांच आदि रोगों को उत्पन्न कर देता हे । सन्तर्पणजन्य 
व्याधियों में अभ्यङ्ग नहीं करना चाहिये 1 ३५-३७ ॥ 


र] 


१०९ 


LD IE PL PRL RAR, 


बढती है, थकावट और झुनछुनी मिटती है, तथा पैरों की 

त्वचा कोमळ वनती है । पादाभ्यज्ञ सदा हितकर दोता है ॥ 
पादरोगहर दृष्यं रक्षोन्न॑ प्रीतिबर्धेनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सुखप्रचारमोजस्य सदा पादत्रधारणम्‌ | 
अनारोग्यमनायुष्यं चक्षुपोरुपघातकृत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पादाभ्यामनुपानद्व-यां सदा चङ्क्रमणं नृणाम्‌ | 


पैरों में जूता या खडाऊँ घारण के गुण--पेरो में जूता या 
डाऊ पहनना पैर के रोगों को दूर करता है, शक्ति देता हे, 
राचसों का नाश करता है, प्रसन्नता छाता है, सुख की बृदि 
करता है तथा ओज को agers) परो में विना जूता पहने 
आमण करना मनुप्य को रोगी और भदपायु चनाता दे तथा 
नेत्रा की ज्योति नष करता है ॥ ७१-५२ ॥ 


पाप्मोपशमन केशनखरोमापमार्जेनम्‌ ॥ ७३॥ 
€ 
दषेलाघचसो भाग्यकरसुत्साइवर्धेनम्‌ | 


केश, नख, रोम कटाने के गुण-क्रेश, नख और रोम 
क्टवाने से पाप ( कलछुप ) का शमन होता दै, प्रसन्नता 
प्राप्त होती है, शरीर हल्का होता दै तथा सौभाग्य की उत्पत्ति 
भार उत्साह डी वृद्धि होती हं॥ ७३ ॥ 
वाणवारं सृजावर्णतेजोवलविवर्घनम्‌ 11 ७४ ॥ 
क्वच घारण के गुण--शरीर पर कवच धारण करने से 
TAS तथा वर्ण, तेज और बल की वृद्धि होती हेग ७४॥ 
पवित्र केश्यसुष्णीषं वातातपरजोऽपहम्‌ | 
¢, © हिमादीनां 
घर्पानिलरजोघर्महिमादीनां निवारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ha > > 
चण्य चक्षुष्यमोजस्य शंकर छत्रधारणम्‌ | 


पगडी तथा छत्र धारण के गुण--दिर पर पगडी बाँधने 
से पवित्रता ( स्वच्छता ) रहनी ह, वालों की वृद्धि तथा 
ag, धूप भर धूलि से रहा होती है । छत्र धारण वर्षा, 
चाद्य, af, वूप और तुपार आदि का निवारण करता है; 
चर्ण, नेत्रां की पयोति और भोज को बढाता दे एव कल्याण- 
कारी होता है ॥ ७० ॥ 
शुनः सरीम््रपञ्यालचिपाणिभ्यो भयापहम्‌ ॥ ७६॥ 
श्रमस्खलनदोषन्न स्थविरे च प्रशस्यते | 
सत्त्वोत्माहवलस्थैयेवरय्रीयबिवर्थनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अञ्ट्टरम्भकर चापि wan टरडघारणम | 
दण्ड धारण के शुण--दण्ड घारण कुत्ता, सर्प, व्याघ्र 
आदि हिंसक जन्तु तया सींग चाले पशुओं के अय को | 
है, daa od फिसछने के दोष को दूर करता दे, वृद्धावस्था 
में महायझ है, सच्च Caan), उत्साह ( चळ), वळ 
(नेन), स्थिरता, धीरता और बीर्य (शक्ति) की वृद्धि 
करता टै, सारा देता हे और भय का नादा करता टै ॥ 


wv 


आस्या TREATS सुला ॥ ७८॥ 
» fan करने के गृग--सुख्तपूर्वक वना (विश्राम करना) 


Ii, Te, इ५ ode ऊमारता 3 
"पर स्वूलता और मुझुमारता खाना दै नथा सुस प्रदान 
TALE sen 


छुश्नुत॑संद्दित। 


अध्या वर्णकफस्थोल्यसौकुमायविनाशनः । 
अत्यध्बा विपरीतो5स्माजरादौबेल्यक्च सः ॥ ७६॥ 
मार्ग चलने के गुण, अधिक मार्ग चलने के दोप--मार्ग 
चलना वर्ण, कफ, स्थूलता और सुकुमारता को नष्ट करता 
है तथा इसके विपरीत अधिक मागे चलना, gen और 
दुर्बछता लाता है ॥ ७९ ॥ 


यत्तु चडक्रमणं नातिदेहपीडाकरं भवेत्‌ | 
तदायुबेलमेघाशिप्रदमिन्द्रियवोधनम्‌ 1 ८०॥ 


टहलने के गुण--जिल परिश्रण से शरीर में विशेष वेदना 
उत्पन्न न हो अर्थात्‌ स्वास्थ्य छाभ की इषि से किया गया 
अमण आयु, वळ, मेधा और अग्नि को वढाता हे तथा 
इन्द्रियों को चेतन्य करता हे ॥ ८० ॥ 


श्रमानिलहरं वृष्यं पुष्टिनिद्राधृतिम्रदम_ | 
सुखं शय्यासनं, दुःखं बिपरीतगुणं सतम्‌ ॥ 5१ ॥ 
सुखकर शय्या तथा आसन के गुण-_कोमळ विस्तर पर 
सोने से थकावट ओर वायु का नादा होता दे, चळ, शरीर की 
पुष्टि, निद्रा और धीरता की प्राप्ति होती हे तथा सुख मिलता 
है। इसके विपरीत कठिन शय्या दु.खढायिनी होती दै Neal 
वालव्यजनमोजस्य॑ मक्षिकादीनपोहति | 
शोपदाहश्रमस्वेदमूच्छोन्नो व्यजनानिलः ॥ ८२॥ 


चॅवर छुछाने के गुण--चॅवर झुळाना ओज की ale 
करता हे और मक्खियों को भगाता हे तथा ताड आदि के 
पंखे से हवा करना झोप, दाह, श्रम, स्वेद एवं मूर्च्छा 
नाशक हे ॥ ८२॥ 
प्रीतिनिद्राकरं वृष्यं कफवातश्रमापहम्‌ | 
संवाहनं मांसरक्तत्वक्प्रसादकरं सुखम्‌ ॥ ८३ Il 
पैर दाने के गुण--द्वार्थों से धीरे-धीरे पेर दवाना प्रसन्नता 
और निदा लाता है, बळ उत्पन्न करता हे, कफ, वात और 
श्रम का नाश करता है, मांस, रक्त एवं त्वचा की पुष्टि करता 
हे तथा सुखदायक होता हे ॥ ८३॥ 
प्रवातं राच्यवेवर्ण्यस्तम्भकृद्दाहदपक्तिचुत | 
स्वेदमृच्छोपिपासान्नमप्रवातमतोडन्यथा ॥ 5४ ॥ 
सुखं वातं प्रसेवेत ग्रीष्मे शरदि मानवः | 
निवातं ह्यायुपे सेव्यमारोग्याय च सबदा ॥ ८५ Il 
aa वायु-सेवन के दोष गुण तथा निर्वात स्थान के गुण- 
सामने की तेज वायु का सेवन रूक्षता, वित्र्णवा और जकडा- 
हट उत्पन्न करता दे, दाह एवं पाचकासि का नादा करता है 
तथा स्वेद, मूर्च्छा और प्यास मिटाता हे । विपरीत दिदा की 
ag में इससे विरूद्ध गुण AAT भीष्म और शारदू ऋतुओं 
में मनुष्य को अ्सन्नतापूर्वक सामने की तेज वायु का सेवन 
करना चाहिये। आयु की aie और जारोग्यछाम के लिये 
सदा तेज वायु से रहित स्थान का सेवन करना चाहिये ॥ 
आतपः पित्तदृष्णाभिस्वेदमूच्छीजमालकृत | 
दाहदवेवण्यकारी च च्छाया चेतानपोहति || 5६ 


अध्यायः २४ | चिकित्सास्थानम्‌ १०३ 
TTT TTT 


धूप तया छाया सेवन के गुण दोष--धूप का सेवन पित्त, 
तृष्णा, अभि, स्वेद, मूच्छ, खम और रक्त (रक्तपित्त) की वृद 
तथा दाह पुर्व विवर्णता उत्पन्न करता दे और छाया इनका 
नादा करती है 1 ८६॥ 


अग्निबीतकफस्तम्सशीतवेपशुनाशनः | 
आमासिष्यन्दजरणो रक्तपित्तप्रदूषण. || ८७ || 
अपिसेवन के gu—afseaa ( आग तापना ) चात, 
कफ, स्तम्भ ( जक्डाइट ) शीत और कम्प का नाश करता 
है, आम और अभिष्यन्द ( स्रोतों की रुकावट") को जलाता है 
तया रक्त एवं पित्त को दूपित करता हे ॥ ८७॥ 


पुष्टिवर्णचलोरसाहममिदीप्षिसतन्ड्रिताम | 
करोति घातुसाम्यं च निद्रा काले निपेविता uss! 
निद्रा के युण--समय पर निद्रा का सेवन शरीर की 
पुष्टि तथा चर्ण, चळ और उत्साह taf करता है, अञ्चि 
को वदाता दै, आलस्य को दूर करता हे, और धातुओं को 
साम्यावस्था में लाता है ॥ ८८॥ 


तत्रादित एव नीचनखरोम्णा झुचिना शुरुृबाससा 
लघूष्णीपच्छत्रोपानत्केन दण्डपाणिना काले हितमि- 
तमधुरपूर्वीभिभापिणा बन्धुभूतेन भूतानां शुरुबृद्धानुस- 
तेन सुसहायेनानन्यमचसा खळूपचरितव्यं तदपि न 
रात्री, न केशास्थिकण्टकाइमतुपभस्मोत्करकपालाङ्गा- 
रामेध्य्ञानचलिभूमिषु, न विषमेन््रकीलचतुष्पथश्चः 
भ्राणामुपरिष्टात्‌ ॥ ८६ 1 
प्रस्थान के पूर्व पालन करने योग्य सद्वृत्त--( प्रस्थान 
से) पूर्व ही नख और केश कटवाये हुए, पवित्र, श्वेत वर 
धारण किये ea, छोटी पगडी, छाता एवं जूता पहने हुए, 
हाथ में छडी लिये हुए, समय पर हितकर, अरप और 
मधुर वाणी बोलने वाले, जीवों के प्रति बन्धुभाव रखने वाले, 
गुरु एवं वृद्ध पुरुषों की अनुमति प्राप्त और अच्छे सहायकों से 
युक्त मनुष्य को यात्रा प्रारम्भ[करनी चाहिये। फिर भी रात्रि 
में नहीं चलना चाहिये। केश, अस्थि, काटे, पत्थर, भसा, राख, 
उत्कर (घास की ढेर), मिट्टी क ठीकरे, अङ्गार, अपवित्र भूमि, 
स्नान और वलि प्रदान की भूमि, ऊँची नीची भमि, इन्टकील 
( यज्ञ के लिये गाडे गये यूप ( स्तम्भ!) की भूमि ), चौराहे, 
और खञ्ज ( गड्ढे ) के ऊपर से नहीं चलना चाहिये ॥ <९ ॥ 
न राजद्विष्टपरुषपेशटुन्याचृत्तानि ata , न देवत्राह्म- 
णपिदृपरिवादांश्च, न नरेन्द्रदिष्टोन्मत्तपतितक्षुद्रनीचा- 
चुपासीव 1 ६० ॥ 
राज्य के विरुद, कठोर, चुगली और असय वाणी नहीं 
बोलनी घाहिये 1 देवता, बाग और पूज्य लोगों की निन्दा 
नहीं करनी चाहिये । राजडोही, पागल, धर्मश्रष्ट, चट और 
नीच आचार वाळे व्यक्तियों का सङ्ग नहीं करना चाहिये॥९०॥ 
बक्षपत्रतप्रपातविपमत्रल्मीकटुट्वाजिङुञ्चराद्चयिः 
रोहणानि परिहरेत ; पूर्णनदीसमुद्राविदितपल्वलसभ्र- 
कूपावतरणानि; भिन्नञूत्वागारःमशानविजनारण्यचा- 


साम्निसंश्रमव्यालसुअङ्गकीटसेवाञ्च, आमाघातकलद- 
शख्सन्निपातव्यालसरीसर vay सन्निकपोश्व ६१॥ 

Te, पर्वत, झरना, ऊँची नीची, वल्मीक ( दीमक युक्त ) 
भूमि, तथा दुष्ट घोडे, हाथी आडि पर चढना त्याग टेना 
चाहिये । जल से भरी हुई नदी, age, विना जाने हुए 
छोटे ताळाव, UES और कूप में नहीं उतरना चाहिये, 2 हुए 
एवं जनरहित मकान, श्मशान, निजन तथा चन में नहीं 
रहना चाहिये। अग्निसस्भ्रम ( ऊपर उठती हुई ज्वाला चाली 
अग्नि ), व्याघ्र, सर्प तथा कीडे मकोडों का सेवन ( इनके 
समीप वास ) नहीं करना चाहिये! ्रामावात ( महामारी 
से युक्त), कलह, युद्ध, व्याघ्र, सर्प और सींग चाले पशुओं के 
समीप नहीं जाना चाहिये ॥ ९१ ॥ 

नामिगोगुरुत्राह्मणप्रेद्वादम्पत्यन्तरेण यायात्‌ | न 
शवमनुयायात्‌ | देवगोज्रा्मणचत्यध्वजरोगिपतितपापः 
कारिणां च छायां नाक्रमेत | नास्तं गच्छन्तसुद्यन्तं 
चाऽऽटित्यं वीच्तेत | गां वापयन्तीं यन्तीं परसस्थं वा 
चरन्तीं न कस्मेचिदाचक्षीत, न चोल्कापातोत्पातेन्द्र- 
धनूंपि | नामनि मुखेनोपधमेत्‌ | नापो भूमिं वा 
पाणिपादेनाभिहन्यात्‌ ॥ ६२॥ 

अग्नि, गौ, गुरु, Aer, Fat ( झूला ) भौर खी-पुरुप 
के बीच में से होकर नहीं निकलना चाहिये । शाव के पीछे 
नहीं चलना चाहिये। देवता, गौ, बाह्मण, श्मशानवृक्त, 
ध्वजा, रोगी, wae और पापकर्म मे लिप्त व्यक्तियों की 
छाया नहीं छाँवनी चाहिये। gaa और निकलते हुए सूर्य की 
भोर नहीं देखना चाहिये । वछडे को दूध पिलाती हुई, स्वयं 
कुछ पीती हुई या दूसरे का खेत चरती हुई गौ, उल्कापात 
एवं इन्द्रघचुप की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिये । अग्नि 
को सुख से नहीं gear चाहिये । जळ या भूमि को हाथ प॑र 
से नहीं पीटना चाहिये ॥ ९२॥ 

न वेगान्‌ घारयेदू वातमूत्रधुरीपादीनाम्‌ | न बहि- 
वेगान्‌ ग्रामनगरदेवतायतनशमशानचतुष्यसलिलारा- 
यपथिसन्निङृष्टानुत्सरजेन्न प्रकाशां न वाय्वग्मिसलिलसो- 
मार्कगोशुरुप्रतिमुखम्‌ ॥ ६३॥ 

सळ-मूत्र आदि के उपस्थित वेग को नहीं रोकना चाहिये, 
मळ, मत्र आदि वाद्य वेगो का उत्सगें, आम, नगर, मन्दिर, 
श्मशान, चौराहा, तालाब और मार्ग के निकट तथा खुले हुये 
स्थान में नहीं करना चाहिये । वायु, अग्नि, जल, चन्टरमा, 
सूर्य, यौ और गुरु की ओर मुस करके मलोत्सग नहीं करना 
चाहिये ॥ ९३ ॥ 

न भूमिं विलिखेत्‌, नासंइतमुख, सदसि Gar 
ह्ारकासश्वासक्षवथूनुत्तजेत , न पर्यक्रिकावष्टम्मपाद- 
प्रसारणानि गुरुसन्रिधी छुयोन्‌ ॥ ६४ ॥ 

भूमि को नगर से नहीं करेदना चाहिये at को बिना 
ak हुए समा सें जम्माई, डकार, श्वास और eis नहीं करनी 
चाहिये। गुरु के समीप परग पर सहारा लेकर नेथा पर 
Sorat नहीं बेंठना चाहिये 1 ९९॥ 


१०४ 


PPE PAL PLL I OOD DL IS 


न  वालकणेनासासख्रोतोदशनाक्षिविवरार्यभिकु- 
प्णीयातू; न वीजयेत्‌ फेशसुखनखवञ्गात्राणिः 
न गात्रनखवक्रआादित्रं कुयोत्‌ , न काषठलोष्टदृणादीनभि- 
हन्याच्छिन्याद्विन्याद्वा ॥ ६५ ॥ 

चाळ, कान, नाक, खरोत ( मळ-मन्नेन्द्रिय ) और दाँत के 
दिट्टो को अंगुलि से नहीं कुरेदना चाहिये | केश, सुख, नख, 
aa शौर शरीर को नहीं हिछाना चाहिये। शारीर नख और 
सुख को बजाना नहीं चाहिये । लकडी, ढेळा और दृण आदि 
को पीटना, काटना या तोडना नहीं चाहिये ॥ ९५॥ 

न प्रतिवातातपं सेवेत, न भुक्तमात्रो$भिमुपा- 
सीव, नोत्कटकाल्पकाछासनमध्यासीत, न ग्रीवां 
fad धारयेत्‌ , न विषमकायः क्रियां भजेत्‌ भुल्लीन 
वा, न प्रततमीक्षेत विशेषाड्ञ्योतिभोस्करसूदमचलभ्ना- 
नतानि, न भारं शिरसा वहेत्‌, न स्वप्रजागरणशय- 
नासनस्थानचङक्रमणयाचवाहनप्रधावनलह्वनएबनप्रत- 
रणद्वास्यभाष्यव्यवायव्यायामादी्ुचितानप्यतिसेवेत॥ 

सामने की वायु और धूप का सेवन नहीं करना चाहिये । 
भोजन करते ही आग नहीं तापना चाहिये, बहुत ऊँचे, छोटे 
तथा लकडी के आसन पर नहीं वेठना चाहिये। गदन टेदी 
नहीं रखनी चाहिये । शरीर टेढ़ा करके कार्य या भोजन नहीं 
करना चाहिये। आँख फाइकर, विशेष रूप से प्रकाश और 
सूर्य तथा सूचम, अस्थिर एवं आन्त चस्तुओं की ओर नहीं 
देखना चाहिये । शिर पर वोक्ष नहीं ढोना चाहिये । सोना, 
जायना, लेटना, Soa, चक्कर काटना, रथ आदि की 
सवारी करना, घोडे भादि पर चढना, dem, छौँधना, 
उछुलना, सैरना, हँसना, बोलना, Aga और ब्यायाम आदि 
उचित कार्यों का सेवन भी अधिक नहीं करना चाहिये ॥९६॥ 

उचितादप्यद्दितात्‌ क्रमशो विरमेत्‌ , हितमचुचि- 
तमप्यासेवेत क्रमशः, न चेकान्ततः पादहीनात्‌ ॥६७॥ 

उचित ( अभ्यस्त ) फिर भी अहितकर आहार-विहार 
का परित्याग और हितकर किन्तु अनुचित ( अनभ्यस्त ) का 
सेवन क्रमश' चतुर्थांश के त्याग तथा स्वीकार के कम से 
करना चाहिये नकि किमी वस्तु का पूर्णरूप से सहसा 
परित्याग या सेवन प्रारम्भ करना चाहिये ॥ ९७॥ 

नावाकशिरा शयीत, न भिन्नपात्रे भुञ्जीत, न 
विना पात्रेण, नाञ्जलिपुटेनापः पिवेत्‌ , काले हितमित- 
सिग्चमधुरभ्रायमाहार चेद्यप्रत्यवेक्षितमभ्नीयात्‌ , आम- 
गणगणिकापणिकराज्टुसत्रशठपतितभोजनानि परिह- 
रेन , शेपाण्यपि चानिष्टरूपरसगन्धरुपशेशब्द्भान- 
सानि, अन्यान्येत्रंगुणान्यपि सश्रमदत्तानि, (तान्यपि) 
मन्निकावालोपहतानि, नाप्रक्षालितपाणिपादो भुञ्जीत, 

न मूत्रो्चारपीडित , न सन्ध्ययोनोनुपाश्रितो नातीत- 
कालं हीनमतिमात्रं  नोदूतस्नेहं ) चेति ॥ ६५॥ 

सुप के चड नहीं सोना चाहिये। फूटे हुए पात्र तथा 

fear पात्र के भोजन नहीं करना चाहिये। agk& से 


सुश्रुतसंहिता 


पानी नहीं पीना चाहिये । समय पर वैद्य द्वारा परीक्षित, 
हितकर, भएप, लिग्ध और मधुर रस प्रधान आहार खाना 
चाहिये ! ग्रामभोज तथा गण (रथकार, चारण आदि), 
गणिका ( वेश्या ), पणिक ( दूकानदार ), ay, सत्र (यज्ञ), 
शठ ( दुर्जन ) और पतित ( धमंश्रष्ट ) के अन्न का परित्याग 
करना चाहिये | इनके अतिरिक्त अन्य शेष अग्रिय रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श तथा शब्द से युक्त मनुष्यों का भोजन भी नहीं 
करना चाहिये। प्रिय रूप, रस, गन्ध आदि से युक्त व्यक्तियों 
के द्वारा घवडाहट में दिया गया भोजन भी परित्याग देना 
चाहिंये। मक्खी और बाळ गिरे हुए पदार्थों को भी त्याग 
देना चाहिये। हाथ, पैर धोये विना भोजन नहीं करना 
चाहिये । मूत्र मळ के वेग को धारण किये हुए, सध्या समय, 
आसन पर विना वेठे, भोजन का समय विताकर, तथा बहुत 
अदप और aga अधिक ( घुतरहित ) भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ 
न सुञ्जीतोद्धूतस्नेहं ad पर्युषितं पयः। 
न नक्त दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशकरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नामुद्रयूष॑ नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकेर्बिना | 
अन्यथा जनयेत्‌ कुछविसपोदीन्‌ गदान्‌ बहून्‌ ॥ 
नात्मानसुद्के पश्येन्न नभ प्रबिशेज्ञलम्‌॥ १००॥ 
घी निकाला हुआ, फटा हुआ तथा वासी दूध नहीं पीना 
चाहिये | घी, शक्कर, Hat का यूप, AY, उप्ण दव्य या नाँवळा 
मिळाये विना रात्रि में दृही नहीं खाना चाहिये। अन्यथा 
कुष्ठ, विसर्प आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। जळ में 
अपनी छाया नहीं देखनी चाहिये तथा aa होकर जल में 
प्रवेश नहीं करना चाहिये ॥ ९९-१०० ॥ 
यूतमद्यातिसेवाप्रतिभूत्रसमाह्णानगोष्ठीवादित्राणि न 
वेत्‌, खजं छत्रोपानद्दो कनकमतीतवासांखि न 
aad तानि घारयेत्‌ , त्राह्मणमम्निं यां च नोच्छिष्टः 
TANT ॥ १०१ 
जुआ, अधिक मद्यपान, प्रतिभू ( जमानतदारी ), 
समाह्वान ( गप्प wert), गोष्ठी (सभा) और वादित्र 
( ढोल, aay आदि वजाना ) नहीं करना चाहिये। माळा, 
छाता, जूता, स्वर्ण और पुराने वस्र, दूसरे व्यक्ति के धारण 
किये हुए नहीं पहनना चाहिये। oem, अभि और गौ को 
जूठे हाथ से नहीं छुना चाहिये ॥ १०१ ॥ 
भवन्ति चात्र 
यस्मिन्‌ यस्मिन्नृतौ ये ये दोपाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ | 
तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता ॥ १०२॥ 
ऋतुमेद से पीने योग्य रसा का निर्दश--जैसे कि-मनुष्यों 
के जो जो दोप जिस जिस ऋतु में asta होते हें, उनमें 
तदनुकूळ रसों का सेवन इुडिमान्‌ वेद्य को कराना चाहिए ॥ 
बपोखु न पिचेत्तोयं पिवेच्छरदि मात्रया | 
वपोसु चतुरो मासान्‌ मात्रावदुदकं पिवेत्‌ ॥ १०३॥ 


वर्षा और aq ऋतु में थोडा जळ (न वियेत्‌ ईपत्‌ 
पिवेदित्य्थः ) पीना चाहिए । वर्षा के चार मास ( आपाद, 


अध्यायः २४ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१०५ 


; we, आश्विन ) में मात्रापूर्वक ( मात्राशव्दो$ल्प- 
वचनः ) अर्थात्‌ अल्प जल पीना चाहिए ॥ १०३॥ 
उष्णं हेमे वसन्ते च कामं ग्रीष्मे तु शीतलम्‌ | 
हेमन्ते च वसन्ते च सीध्वरिष्टी पिवेन्नरः ॥ १०४॥ 
हेमन्त और चसन्त ऋतुओं सें sen तथा यीप्म ऋतु में 
पर्या्त शीतळ जळ पीना चाहिए। हेमन्त और चसन्त 
ऋतुओं में मनुष्यों को सीधु wn afte पान करना चाहिये ॥ 
शृतशीतं पयो ग्रीषमे ग्राबृदकाले रस॑ पिवेत्‌ । 
यूं वर्षति, तस्यान्ते प्रपिवेच्छीतलं जलम्‌ ॥१०४॥ 
tea ऋतु में उप्ण जळ शीतळ करके तथा प्रावृट्काळ 
में मांसरस पीना चाहिये । वर्षा ऋतु में यूष तथा उसके अन्त 
सें शीतल जल पीना चाहिए ॥ १०५॥ 
स्वस्थ एबमतोऽन्यस्तु दोषाहारगतानुगः | 
स्नेहं सेन्धबचूर्णेन पिप्पलीमिश्च संयुतम्‌ ॥ १०६॥ 
पिवेदस्निवित्ृद्धथथ न च वेगान्‌ विधारयेत्‌ | 
अग्निदीप्षिकरं नृणां रोगाणां शमत प्रति ॥ १०७॥ 
प्रावृट्‌ शरद्सन्तेबु सम्यक्‌ स्नेहादिमाचरेत्‌॥ 
स्वस्थ मनुष्य को उपर्युक्त विधि से तथा अस्वस्थ को 
दोप और आहार के अनुसार जळपान करना चाहिये। 
अञ्चि की वृद्धि करने के लिए सेन्धानमक तथा पिप्पल 
का चूर्ण मिळाकर स्नेहपान करना चाहिये और मछ-मूत्रादि 
के वेगो का धारण नहीं करना चाहिये। मनुष्यों की अभि 
बृद्धि तथा रोगों का शामन करने के लिए saz, ag और 
वसन्त ऋतुओं में भळी भाँति स्नेहपान कराना चाहिए ॥ 


कफे प्रच्छदेनं पित्ते विरेको बस्तिरीरणे ॥ १०८॥ 
शस्यते त्रिप्वपि सदा व्यायामो दोपनाशानः | 


सुक्त विरुद्धमप्यन्नं व्यायामान्न प्रदुष्यति ॥ १०६ ॥ _ 


“ “ब्रिदोप के शमन में व्यायाम का महत्त्व--कफ A वमन, 
पित्त में विरेचन भोर वायु में वस्ति तथा तीनों दोपों के शमन 
के लिए दोपनाशक व्यायाम का सेवन, सदा हितकर होता 
है। व्यायाम करने से खाया हुआ विरुद्ध अन्न भी fi 
होता अर्थात्‌ उसका भी पाचन हो जाता 

उत्सगमेथुनाहारशोधने स्यात्तु तन्मनाः 
नेच्छेहोपचयात्‌ प्राज्ञः पीडां वा कायमानसीम्‌॥ 
मल-मूत्र के त्याग, मैथुन, भोजन और शोधन ( वमन- 
विरेचन ) काळ सें, उसी में दत्त-चित्त रहना चाहिए। 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को दोप-ंचय के भय मात्र से ही, शरीर 
और सन को पीडित नहीं करना चाहिए ॥ ११० ॥ 


अतिख्नीसंप्रयोगा् रत्षेदात्माचमात्मवान्‌ | 

शूलकासब्तरश्वासकारयंपाण्डवामयक्षयाः ॥ १११ ॥ 

अतिव्यवायाज्ञायन्ते रोगाश्वाक्षेपकादयः | 

अधिक aga के दोप--संयमी ager को अधिक सखरी- 
प्रसन्न से बचना चाहिये । शूळ, कास, ज्वर, श्वास, दुर्वलता, 
पाण्डुरोग, त्य और आच्ञेपक आदि व्याधियाँ, अधिक मैथुन 
से उत्पन्न होती हे ॥ ११३ ॥ 
१४ ge Fro 


आयुष्मन्तो मन्दजरा बपुबेणेबलान्बिता: ॥। ११२॥ 
स्थिरोपचितमांसाश्च भवन्ति aig संयताः | 
'खी-प्रसङ्ग में संयमी पुरुष, आयुष्मान्‌, देर में get 
होने वाले, शरीर शोभा, वर्ण और वळ से युक्त तथा कठिन 
और स्थिर मांसपेशियों वाले होते हे ॥ ११२॥ 
त्रिभिख्िभिरहोमिवो समीयात्‌ प्रमदां नरः ॥ ११३॥ 
सवेष्वृतुषु, THY पक्षात्‌ पक्षाद्‌ ANT बुधः | 
सभी ऋतुओं में तीन-तीन दिन के अन्तर पर तथा ग्रीप्म 
ऋतु में पन्द्रह दिन के अन्तर से चुद्धिमान को खी-संभोग 
करना चाहिये ॥ ११३॥ 
रजस्वलामकामां च मलिनामप्रियां तथा ॥ ११४॥ 
age? atest तथा व्याधिप्रपीडिताम्‌ | 
हीनाड़ीं गर्भिणीं द्वेष्यां योनिदोपसमन्विताम्‌ ॥११५॥ 
सगोत्रां शुरुपन्नीं च तथा प्रत्रजितामपि | 
सन्ध्यापर्वस्वगम्यां च नोपेयात्‌ प्रमदां नरः 1११६) 
रजस्वला, मैथुन से अनिच्छा वाली, मलिन, अप्रिय, 
ऊँचे वणं की, वयोवृद्ध, रोग से पीड़ित, अङ्गहीन, गर्भवती, 
द्वेष रखने वाली, योनि रोग से युक्त, समान गोत्र चाळी, 
गुरुपली, संन्यासिनी, तथा अगम्या ( मैथुन के अयोग्य 
पुत्री, aa आदि ) feat के साथ एवं संध्याकाळ और पर्व 
के दिन ager को सम्भोग नहीं करना चाहिये ॥११४-११६॥ 
गोसर्गे Wawa च तथा मध्यदिनेषु च | 
लज्जासमावहे देशे विवृतेऽशुद्ध एव च॥ ११७॥ 

a e 
क्षुवितो व्याधितश्चेव क्षुब्धचित्तश्व मानवः | 
बातबिण्मूत्रवेगी च पिपासुरतिदुर्बलः ॥ ११८॥ 
तिर्येग्योनाबयोनी च ग्राप्तशुक्रविधारणम्‌ | 
दुष्टयोनो बिसग तु बलवानपि वर्जयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

प्रात.काल, अर्द्धरात्रि और मध्याह में तथा wen अनुभव 
होने वाळे खुले हुए और अशुद्ध स्थान में, एव भूखे, रोगी, 
दुखी, ag, मळ और सूत्र के वेग से युक्त प्यासे और अत्यन्त 
दुर्वळ मनुप्य को, खी-प्रसग नहीं करना:चाहिये । तियंगयोनि 
( पशुयोनि ) एबं अयोनि (सुख आदि ) में aga तथा 
शुक्रवेग का धारण ( रोकना ) नहीं करना चाहिये। बलवान 
व्यक्ति को भी, दूपित योनि में gee नहीं करना 
चाहिये ॥ ११७-११९ ॥ 


रेतसञ्चातिमात्रं तु मूर्धावरणमेव च | 
स्थिताचुत्तानशयने विोपेणेब गर्हितम्‌ ॥ १२० ॥ 
क्रीडायामपि मेवाबी हितार्थी परिबजयेत्‌ | 
शुक्र का अत्यधिक त्याग और शिश्नमुण्ड का आवरण 
करना (रगडना या खोली चढ़ाना) तथा सडे होकर एवं 
चित्त लेटकर शुक्र त्याय करना विशेष निन्दनीय है । डुद्विमाम्‌ 
और अपना हित चाहने चाले व्यक्ति को खेल में भी शुक्र- 
त्थाय नहीं करना चाहिये ॥ १२० ॥ 
रजस्वलां प्राप्तवतो नरस्यानियतात्मनः॥ १२१ ॥ 
इष्ट्यायुस्तेजसां दानिरधर्मश्च ततो भवेत्त्‌ | 
असयमी पुरुष को रजस्वला खी के साथ संभोग करने 


१०६ 


er 
पर, उसकी इछि, आयु और तेज की हानि तथा अधर्म की 
प्राप्ति होती है ॥ १२१ ॥ 
लिङ्गिनी गुरुपल्लीं च सगोत्रामथ पर्वछु॥ १२२॥ 
वृद्धा च सन्ध्ययोश्चापि गच्छतो जीचिततक्षयः। 
संन्यासिनी, गुरुपत्नी, समान गोत्र चाळी और वृद्धा खी 
के साथ तथा पर्व और संन्ध्याकाळ में सम्भोग करने से 
जीचन का चय होता दे ॥ १२२॥ 
गर्भिण्या गर्भपीडा स्याद्‌ व्याधितायां बलक्षयः ॥ 
हीनाड़ीं मलिनां द्वेष्यां कामं बन्ध्यामसंवृते | 
देहेऽशुद्धे च शुक्रस्थ मनसश्च क्षयो भवेत्त॥ १२४॥ 
क्षुधितः क्लुः्धचित्तश्च मध्याह्ने दृपितोऽबलः | 
स्थितेश्च हानि शुक्रस्य वायोः कोपं च विन्दति ॥ 
गर्भवती के साथ सभोग करने पर गर्भको पीडा और 
रोगिणी के साथ चळ का नाश होता हे 1 हीन अङ्गो वाळी, 
मलिन, द्वेप रखने वाळी, कामवासनारहित, ( 'कामवन्ध्याम? 
इति दाराणचन्द्रः ) खुले प्रदेश में तथा अशुद्ध शरीर वाळी 
स्री के साथ सम्भोग करने से, शुक्र का चय एवं मन में रलानि 
होती दै। भूखे औौर दुसी, मध्याह काळ में, oma, rae 
अवस्था मे तथा वेठकर सम्भोग करने से, शुक्र नाश एव वायु 
का प्रकोप होता है ॥ १२३-१२५॥ 


अतिप्रसह्वाइबति शोपः शुक्रक्षयावहः | 


व्याधितस्य रुजा प्लीहि ग्रत्युमूंच्छो च जायते ॥ 
अधिक खी-प्रसङ्ग करने से शुक्रक्तयजन्य शोप की उत्पत्ति 
होती हे । रोगी व्यक्ति के सम्भोग करने पर पीडा, झीहा बृद्धि 
मूर्च्छा एवं eq होती हे ॥ १२६ ॥ 
प्रत्यूपस्यधेरात्रे च वातपित्ते प्रकुप्यतः | 
तिर्यग्योनावयोनो च दुष्टयोनो तथेब च ॥ १९७ | 
उपदंशस्तथा बायोः कोपः शुक्रस्य च क्षयः | 
wae और आधी रात में खी-सम्भोग करने पर 
चायु तथा पित्त का प्रकोप होता दै। तिर्यग्योनि ( पशुओं 
की योनि ), अयोनि ( सुख मेथुन आदि ) तथा दूपितयोनि 
में शुक्र त्याग करने से उपदंश रोग, चात प्रकोप और शुक्र 
का क्षय होता हें॥ १२७॥ 
उच्चारिते मूत्रिते च रेतसश्च विधारणे ॥ १२८॥ 
उत्ताने च भवेच्छीघ्रं शुक्राश्मयोस्तु सभवः। 
सब परिहरेत्तस्मादेतज्लोकट्वयेऽद्ितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
शुक्र चोपस्थितं मोहान्न ara कथचन | 
मल सूत्र के उपस्थित वेग के समय तथा चित्त deez, 
शुक्र के चेग को रोकने से, शुक्राश्मरी की उत्पत्ति शीघ्र होती 
है। इसलिये इदळोक तथा परलोक Dat के fax | 
इन सभी काया का परित्याग करना चाहिए तथा मोह 
(अज्ञान) के वशीभूत होकर, उपस्थित gata को कभी 
नहीं रोकना चाहिम्‌ ॥ १२८-१२९ ॥ ८ 
चयोरूपगुणोपेदां तुल्यशीलां छुलान्त्रिताम्‌ ॥ १३०॥ 
अभिकामोऽभिकामां तु ae} दृटामलङ्ङृताम्‌ | 
सेवेत ध्रमदां युक्त्या वाजीकरणडदितः ॥ १३१॥ 


सश्रतसंहिता 


RISES po 9 IT 33 NTS PNY 


Ne 


वाजीकरण विधि के हारा शक्तिसम्पन्न, रति का इच्छुक 
और प्रसन्न मनुष्य को, आयु, रूप भर गुण से युक्त, समान 
स्वभाव चाळी, गुणशीळा, कामवासना सहित, असच भौर 
अरङ्कारचती रमणी का सेवन, युक्तिपूर्वक करना चाहिये ॥ 
भच्याः सशर्कराः क्षीरं ससितं रस एव च | 
खानं सव्यजनं स्वप्नो ऽयवायान्ते हितानि तु ॥१३२॥ 
मैथुन के अन्त में, शर्करा मिश्रित भोजन, मिश्री मिला 
दूध और मांसरस तथा स्नान, पंखे से वायु सेवन एवं निद्रा 
लेना हितकर होता हे ॥ १३२॥ 
सुखमात्रं समासेन सद्दृत्तस्येतदीरितम्‌ | 
आरोग्यमायुरर्थो वा नासद्भिः प्राप्यते चमिः ॥१३३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽनागताब्राधः 
चिकित्सितं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
— De 


सद्वूत्त का उपसहार--सदवृत्त की इन प्रधान बातों का 
संक्षेप में कथन किया गया हे । आचाररहित मनुष्य ong, 
आरोग्य या धन नहीं प्राप्त कर सरते ॥ १३३ ॥ 


इत्यायुर्वेदततत्वसदीपिकाभापाटीकायां चतुर्विशो5ध्यायः ॥३श॥ 


A 


पश्चचिंगतितमो5ष्ध्यायः 


अथातो मिश्रकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
मिश्रक चिकित्सा का उपक्रम--इसके अनन्तर मिश्रक, 

चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जेसा कि भगवान 
धन्बन्तरि ने ( सुश्रुत male शिष्यों से ) कहा ॥ ३-२ ॥ 

पाल्यामयास्तु विज्लाव्या इत्युक्तं ्राइनिवोध तान्‌। 

परिपोटस्तथोत्पात उन्मन्थो ढु'खबर्घनः ॥ ३॥ 

पञ्चमः परिलेही च कर्णृपाल्या गदा- स्मृताः | 

कर्णपाली के रोगों की सख्या तथा नाम--कर्णपाछी के 

रोग विस्लावण के योग्य होते है, यह पहले कहा जा चुका दै, 
उनका वर्णन सुनो । कर्णपाळी-रोग पाँच प्रकार के होते हुँ- 
(१) परिपोट (२) उत्पात (३) उन्मन्थ (४) दुःख 
ada और (4) परिलेही ॥ ३॥ 

सौकुमायीबिरोत्सष्टे सददसाऽमिप्रवर्षिते ॥ ४॥ 

कर्णशोफो भवेत्‌ पाल्यां सरुजः परिपोटवान्‌ | 

कुष्णारणनिभः casa: स वातात्‌ परिपोटक. 1111 

परिपोट के लक्षण--सुकुमारता के कारण बहुत दिनों से 

छोडे हुए, कान की छोर ( कर्णपाळी ) के छिद्रौ को सहसा 
चढ़ाने से, कर्णपाली में पीडा तथा परिपोरयुक्त ( कुछ फटा 
हुआ ) शोथ हो जाता दै, उसे परिपोट कहते है। चायु के 
द्वारा उत्पन्न यह परिपोट काळा, छाछ और स्तब्ध ( जकढा 
हुआ ) gars ॥ ४-६॥ 

शुचो भरणसंयोगात्ताडनाद्व्पेणादपि | 

शोफः पाल्यां भवेच्छ-थावो दाहपाकरुगन्वितः Ng 


१०८ 


लोपाकानूपमञ्ञानं वसां तेलं नबं घृतम्‌ | | 
पचेद्दशगुणं क्षीरमावाप्य मधुरं गणम्‌ ॥ २५ 
अपामागोश्वगन्धे च तथा लाक्षारस छुभम्‌ | 

aed परिपूत॑ च aan निधापयेत्‌ ॥ २६॥ 
तेनाभ्यज्ञथात्‌ सदा पालां सुस्तिन्नामतिमर्दिताम्‌ | 
पतेन पाल्यो वर्धन्ते निरुजो निरुपद्रवाः ॥ 

war: yor: समाः खिग्धा जायन्ते भूपणक्षभाः ॥२५॥ 


कर्णपालीवर्धन तेळ--शगाळछ (या छोमडी) और 
आनूप जीवों की ast, चसा, Ge एव नवीन घृत को 
दशगुने दूध के हारा काकोल्यादि गण के उब्य, अपामार्ग, 
अश्वगन्ध और छाचारस प्रक्षेप के साथ पकाना चाहिये तथा 
पाक fae होने पर, छान कर सुरक्षित स्थान में रसना 
चाहिए । अळी भाँति स्वेदित और मर्दित कणंपाली में सदा 
इससे अभ्यंग करना चाहिए । इसके प्रयोग से वेदना और 
saa के विना पालियाँ बढ़ती ह तथा कोमल, पुष्ट, सम, 
Rar एवं भाभूपग धारण करने योग्य होती हे ॥ २०-२७ ॥ 


नीलीदल शृन्गरजोऽञुनत्वक्‌ 
पिण्डीतकं कुष्णमयोरजश्च | 
वीजोद्भव west च पुष्प 
घात्रीसहितं विचृण्ये ~ 
पथ्याश्षधात्रीसहि विचूण्य ॥ २८ | 
एकीकृत सवमिद प्रमाय 
२५, ° 
ved तुल्यं नलिनीभवेन | 
संयोजथ पक्ष कलशे निधाय 
ale घटे सद्मनिं सापिधाने !! २६ || 
अनेन तेलं विपचेद्विभिश्र 
रसेन शननत्रिफलाभवेन | 
आसन्नपाके च परीक्षणाथ 
पत्रं बलाकाभवमाक्षिपेश्च ॥ ३० Il 
भवेद्यदा तद्भमराङ्गनील 
तदा विपकं विनिधाय पात्रे | 
कुष्णायसे मासमचस्थितं त- 
दम्यज्योगात्‌ पलितानि हन्याता। ३१॥ 
रोग में नीडीयै 
| डी a नीलीतेड--नीलीदल ( नीळ का पत्ता), 
anata, ada की डाल, मैनफल, sen लोहचूण, 
विजयसार और TENS फुल तथा ets, वहेडा आवले 
का एक साथ चूण बनाकर, तौछ लिया जावे और इसके 
समान कमळ की जड का dive मिलाफर, लोहे के दक्कन 
थुक्त घडे से, *पन्दद दिन घर के अन्द्र रसा जावे। पन्द्रह 
दिन के पश्चात्‌ उसमें a मिळाकर, खगराज और त्रिफळा 
स्वरस के द्वारा, पाक किया जाबे। पाक सिद्धि की परीक्षा के 
लिए-बगुला का पंख देळ में छोडना चाहिए, जब चह पख 
भरि के समान नीळ वर्ण का ( काला ) हो जाय, तव तेळ 
को पक्ता हुआ समझ कर, काले लोह के पात्र में एक मास 


तक रखना चाहिए । इस सल के मर्दन से पलित रोग नष्ट 
Stat दे ॥ २८-३१ ॥ 


ुश्रुतसंहिता 


RSIS TS YN NPY ed RI LN PLR LOL DL ALLL L APPL AL ALAN” LOPLI 


सेरी e ° 
यजम्ब्बजुनकाश्मरीज 
पुष्पं तिलान्माकंबचूतवीजे | 
पुननेवे कदेमकण्टकारयोँ 
कासीसपिण्डीतकबीजसारम्‌ | ३२॥ 
फलत्रयं लोहरजोऽञ्जनं च 
यष्टधाहयं नीरजसारिवे च | 
पिट्ठा5थ सर्वे सह मोदयन्त्या 
साराम्भसा चीजकसंभवेन ॥ ३३ ॥ 
साराम्भसा सप्तभिरेव पश्चात 
घ्रस्थेः समालोड्य दशाहगुप्तम्‌ । 
लोहे सुपात्रे विनिधाय तैल- 
मश्नोद्धव॑ तच पचेत प्रयत्नात्‌ ॥ ३४ | 
पक्क च लौदेऽभिनवे निधाय 
नस्यं विदध्यात्‌ परिशुद्धकायः | 
अभ्यङ्गयोगेत््च नियुञ्यमानं 
सुञ्जीत मापान्‌ कृशरामथो वा ॥ ३५॥ 
मासोपरिष्टाद्नकुञ्चिताम्राः 
केशा भवन्ति श्रमरा्नाभाः | 
केशास्तथाऽन्ये खलतौ भवेयुः 
जेरा न चेन सहस्राऽभ्युपैति ॥ ३६॥ 
बलं परं सभवतीन्त्रियाणां 
wis ani चलिभिविस्ुक्तम्‌ | 
नाकामिनेऽनर्थिनि नाकृताय 
नेवारये तैलमिदं प्रदेयम्‌ ॥ ३७॥ 
केश को काला करने के लिए सेरीयकादि तैछ-सेरीय 
( क्टसरैंया ), जामुन, aga और गग्भारी के ge, तिळ, 
भंगरेया, आम की गुठली, श्वेत पुननेवा, we” पुननंवा, 
कमल के जड की कीचड़, वडी करेरी, छोटी कटेरी, कासीस, 
मेनफळ, विजयसार, त्रिफळा, झोहचूर्ण, रसान, Feat, 
नीळफमल, सारिवा और मल्लिका को विजयसार के छाथ से 
पीसकर, सात प्रस्थ विज्यघार के क्राथ में dea चाहिए 
और Sena में रखकर, दस दिन सुरक्षित स्थान में रखना 
चाहिएपु। फिर इसमें बहेडे का ae मिलाकर यल पूर्वक पाक 
करके सिद्ध तेळ को नवीन लोह पात्र में रखना चाहिये। 
वमन-विरेचनादि से शुद्ध शरीर वाळे रोगी को, इस तेल का 
नस्य और मदन करना चाहिए तथा इस अवधि में उडद या 
खिचडी खानी चाहिए । एक साम तक इसका सेवन करने से 
केश घने, GATS तथा Wit और अञ्जन के समान काले हो 
जाते El इसका सेवन करने वाळे ब्यक्तिको पलित ( बालों 
का असमय सफेद होना) और खलित ( खरवाट ) रोग नहीं 
होते तथा वृद्धावस्था शीघ्र आक्रमण नहीं करती । erat 
शक्ति-सम्पन्न बनती हैँ एवं सुख की झुरियाँ मिट जाती हैं। 
अनिच्छुक, आवश्यकता रहित, ean तथा ag को यह ते 
नहीं देना चाहिए ॥ ३२-३७॥ 
लाच्षा रोधं हे ahs शिलाले 


कुछ नागं गौरिका वर्णकाश्च । 


अध्यायः २६ } 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१०६ 


PEST PLCS OSL LLL POSES CL LAE LEEPER स्््ं्अइईिडइअआअइ pr Pp pp pr 


मञ्जि्ोप्रा स्यात्‌ सुराष्ट्रोद्भवा च 
wig वे रोचना चाञ्जनं च ॥ ३८॥ 
दवेमाङ्गत्वक पाण्डुपत्रं वटस्य 
कालीयं स्यात्‌ पद्मकं पद्ममध्यम्‌ | 
रक्तं श्येतं चन्दनं पारदं च 
काकोल्यादिः क्षीरपिष्टश्च वर्गः ॥ ३६ || 
सेदो सञ्जा सिक्थकं गोघुतं च 
डुग्धं काथः क्षीरिणां च द्रुमाणाम्‌ | 
एतत्‌ सव॑ पक्कमेकध्यतरतु 
वकत्राभ्यद्गे सर्पिरुक्त॑ प्रधानम्‌ ॥ ४०॥ 
हन्याद्‌ व्यङ्गं नीलिकां चातिवृद्धां 
aa जाताः स्फोटिकाश्वापि काश्चित्‌ | 
wart निर्वेलीकं च वक्त्रं 
कुर्योदेतत्‌ पीनगण्ड सनोज्ञम्‌ ॥ ४१॥ 
राज्ञामेतद्योपितां चापि नित्यं 
_ ुयोदेद्यसतत्समाचां aut च 
He घे सपिरेतत्त्‌ प्रधानं 
येषां पादे सन्ति वेपादिकाश्र 1 8२ ॥ 
सुख पर मर्दन करने के लिये घत--छाख, लोध्र, हल्दी, 
दारहरुदी, Hafez, हरिताळ, कूठ, नागकेशर, गेरु, वर्णक 
( कवीला ), मजीठ, वच, dtd मिट्टी, पतंग, गोरोचन, 
खोताभन, ,अमलतास की GS, वरगद के परे पत्ते, पीत 
चन्दून, पद्माख, कमलगद्ठा, SSAA, श्वेतचन्दुन, पारद, 
दूध में पिसे हुए काकोल्यादिगण के द्रव्य, मेद, मज्ञा, मोम, 
att waa को योहुग्ध तथा चीरीवूर्नों छाथ के द्वारा 
पकाना चाहिए। मुख में मालिश करने के लिए यहद धुत 
उत्तम , होता हैं। इसके सेवन से व्यग, बहुत बढ़ी हुई 
नीलिका, सथा सुख में निकले हुए किसी प्रकार के फफोले 
नए होते दे 1 सुख कमळ के लमान, gi dea भरा 
हुआ तथा सुन्दुर हो जाता दै । राजा, खो तथा इनके समान 
अन्य पुरुष के लिये इस ga का प्रयोग वंद्य को नित्य कराना 
चाहिए। थह ga कुष्टनाशक एवं विपादिका से पीडित 
व्यक्तियों के लिए हितकर होता है ॥ ३८-४२ ॥ 
हरीतकी चुर्णमरिष्टपत्ं 
चूतत्वचं दाडिमपुष्पवुन्तम्‌ | 
पत्रं च दद्यान्मदयन्तिकाया 
लेपोऽङ्गरागो नरदेवयोग्यः ॥ ४३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मिश्रकचिकित्सितं 
नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
— en 
राजाओं के योग्य अद्गराग-हरीतकी चूर्ण, नीम के 
पत्ते, आम की छाळ, अनार की कळी और सेहदी के पत्ते के 
द्वारा बनाया गया अंगराग राजाओं के योग्य होता हे॥४्द॥ 
इत्यायुर्वेदतच्चसंदीपिकामाषाटीकायां पञ्चविंद्योऽध्याय, ॥२५॥ 


I ad 
‘2 


pe 
पड्विदातितसोडध्याय! 
अथातः क्षीणबत्रीयं वाजीकरणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः 
यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः 1 २॥ 


च्षीणवळवाळों के लिये वाजीकरण-चिकित्सा का उपक्रम- 
इसके अनन्तर हीनशक्ति व्यक्तियों के लिए वाजीकरण 
चिकिरसा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( gaa प्रद्धति श्रिप्या से ) कहा ॥ १-२॥ 


कल्यस्योदग्रवयसो वाजीकरणसेविनः । 

सर्वेप्वूतुप्वहरहव्यंबायो न निवारितः ॥ ३ ॥ 

स्थविराणां gat स्रीणां वाज्ञभ्यमिच्छताम्‌ | 

योपित्प्रसङ्गात्‌ क्षीणानां छीवानामल्परेतसाम्‌ ॥ ४॥ 

विलासिनामर्थवतां रूपयौबनशालिनाम्‌ | 

“तृणां च बहुभायोणां योगा वाजीकरा हिताः ॥ ५॥ 

वाजीकरण के योग्य भन्नुप्य--रोगरहित, तरुण और 
वाजीकरण द्रब्यों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी 
ऋतुओं में प्रतिदिन Aga करना निषि नहीं हे। वृद्ध, रमण 
की इच्छा चाले, feat का प्रिय वनने की कामना वाले, 
अधिक स्री संभोग से क्षीण, नपुसक, अद्पशुक्रयुक्त, विलासी, 
धनवान, रूप-यौवनसम्पन्न तथा अनेक पत्नियों वाले मनुष्यों 
के feu, वाजीकरण योग हितकर होते है ॥ ३-५॥ 
विमद्व.-कल्यस्य रोगरद्तिस्य | उदमवयसस्तरुणस्य । Rta 

रन्तुमिच्छुः । चाजीकरण -वाज शुक्र तदस्यास्तीति वाजी, अवाजी 
वाजी क्रियतेऽनेनेति वाजीकरणम्‌? । चाज शुक्र का पर्यायवाचक 
शब्द दै! जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र विद्यमान रहता दै 
चह वाजी अर्थात्‌ वीर्यवान्‌ कहलाता है। यदि इस प्रकार का 
व्यक्ति चिन्ता, भय आडि कारणों से शुक्ररहित्त हो जाय तो 
उसे अवाजी संज्ञा प्राक्त होगी । पुन" जिस क्रिया विशेष के 
द्वारा ag व्यक्ति वाजी अर्थात्‌ बीर्यवान्‌ बनाया जाता है। उसे 
चाजीकरण कहते हैं। अथवा -“वानी अश्वसतद्वत्‌ नारीयु मथुनस्य 
ama वीर्येवृद्धिश्च येन क्रियाविशेषेण जायते तद्वाजीकरणम्‌? | 
जैसा कि चरक ने लिखा दे--'येन नारीषु सामर्थ्ये वाजिवछमते 
नरः । येन वाऽप्यधिक वीर्य वाजीकरणमेव तन? ॥ हारीतसहिता में 
चाज शब्द से Aga का अहण किया गया है--'दाजों नाम प्रका- 
शत्गात्तत्च मेुनसवितम्‌। वाजीकरणसज्ञामि. पुस्त्वमेव प्रचक्षते? ॥ 
वाजीकरण पदाथा का सेवन ager को धर्म, अर्थ, प्रीति 
तथा यश प्रदान करता है । महर्षि चरक ने वाजीकरण की 
प्रशंसा इन दाब्दं में की दे । 'वाजीकरणमन्तिच्छेत पुरुषी नित्य- 
मात्मवान्‌ | तदायत्तौ हि धर्मार्थी प्रातिक्ष ag एवं च॥ घुत्रस्यायननं 
ह्येतद्‌ युणाश्चते चुनाश्रया । 

सेवमानो यदीचित्याद्वाजीवात्य्थवेगवान्‌ | 
नारीस्तर्पयते तेन धाजीकरणमुच्यते ॥६॥ 

भोजनानि विचित्राणि पानानि विविवानि च| 

वाचः श्रोत्रादुगामिन्यस्त्वचः स्पशसुखास्तथा 11७) 

यामिनी सेन्टुतिलका कामिनी नवयौवना | 

गीतं श्रोत्रमनोहारि ताम्बूलं मदिराः खजः | 


११० 
गन्धा मनोज्ञा रूपाणि चित्रास्युपवनानि च ॥ 
मनसब्चाप्रतीचातो वालीकृबन्ति मानवम्‌ | ८॥ 
adem की निरुक्ति-जिस वस्तु का विधिपूर्वक 
सेवन कर मञुष्य घोडे के समान अत्यन्त वेगवान वन कर 
खियों को सन्तुष्ट करता है, उसे वाजीकरण कहते हैं। नाना 
प्रकार के भोजन, भाँति भाति के पेय पदार्थ, कर्णप्रिय वाणी, 
स्पर्ण-सुखदायक wart, चन्द्रमा से सुशोभित रात्रि, नवयौ- 
चना रमणी, कान तथा मन को आकर्षित करने वाले गीत, 
पान, मदिरा, पुप्पमाळा, मनोहर गन्ध, सुन्दर स्वरूप, उपवन 
और मानमिक प्रसन्नता, मानच को वाजी ( वीर्यान्‌) 
बनाती है ॥ ६-९ ॥ 
तेस्तेभीत्ररङ्च्चम्तु रिर॑सोर्मनमि क्षते । 
देष्यख्रीसंप्रयोगाच aed तन्मानसं स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मानसिक कीवता के लक्षण--रमण की इच्छा चाले 
व्यक्ति के मन में (भय, अविश्वास, खी-दोपदर्हांन आदि ) 
अप्रिय भावों के कारण, आघात लगने तथा WaT रखने 
चाळी स्त्री के संप्रयोग (अभिचार) से जो नपुंसकता 
होती है, उसे मानमि छोवता कहते हैं ॥ ९ ॥ 
कटुकाम्लोप्णलवणैरतिमात्रोपसेवितेः । 
सीम्यथातुक्षयो दृष्ट' Hed तटपरं स्मृत्तम ॥ १० ॥ 
कटु, अस्छ, उप्ग और wan रस का अधिक सेवन करने 
से सोम्यघातु ( शुक्र ) के क्षय के कारण जो नपुंसकता होती 
है, वह दूसरी छीबता हे ॥ १० ॥ 
अतिव्यवायशीलो थो न च वाजीक्रियारतः | 
ध्वजमद्वमवाप्रोति. तच्छुऋश्वचहेतुकम्‌ ॥ ११॥ 
अत्यधिक सैथुन-रत जो व्यक्ति वाजीकरण पदार्थों का 
सेवन नहीं मरता, उसे शुक्रजय के कारण ध्वजभङ्ग की प्राप्त 
होती है ॥ ११ ॥ 
महता मेढ़रोगेण भर्मेच्छेदेन वा पुनः | 
कव्यमेत्तुथ स्थान्चुणा पुंसत्रोपघातजम्‌॥ १२॥ 
भयानक मेटू रोग ( शिक्ष रोग ) था शुक्रवाही नाड़ी के 
कट जाने से मलुप्यों को पुंस्वनाशक चौथी छीवता होती Sn 
जन्मग्रश्नति य छीव' aed तन सहजं स्मृतम्‌ ॥१श॥ 
बलिन' श्ुव्वमनसो निरोघादू त्रह्मचयेतः | 
Te Feet मतं तत्त खरशुक्रनिमित्तजप्‌ ॥ १४॥ 
_ जन्मकाल से जो नपुंक्ता होती हे चह सहज (जन्म जात) 
क्टावत्ता कहलाती है। चअश्वलचित्त बलवान age 
महाचय से जब Dea को रोकता है तो छुटी नपुंसकता 
होती है, यह अवस्था छुक्र के खर ( कठिन ) हो जाने से 
होती है ॥ १३॥ 
असाव्यं सहज क्लेव्यं मर्मच्छेदाच यद्भवेत्‌ | 
साम्यानामितरेपां तु कार्यो द्ेतुविपर्ययः॥ १५॥ 
सहन जोर ममच्छेदजन्य कळीवता असाध्य होती है। 
अन्य साध्य कळीत रोगों में हेतु विपरीत ( व्याधि-उत्पादक 
कारण के fare ) चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १४-६० ॥ 
दिविवाजीकरो यस्तु तं प्रवच्याम्यत. परम्‌ | 
तिलमाप्रविदारीणा शालीनां चूर्णमे् arn १६॥ 


सुश्रुतसंहिता 


पौण्ड्केक्लुरसेराट्रं मर्दितं सैन्धवान्वितम्‌ | 
वराहमेदसा युक्तां घृतेनोत्कारिकां पचेत्‌ Il 
तां भक्षयिस्वा पुरुषो गच्छेत्त प्रमदाशतम ॥ १७॥ 
चाजीकरण उत्कारिका (ळप्सी)-इसके आगे वाजी- 
करण विधि का वर्णन किया जाता हैं । तिळ, उडद्‌, 
विदारीकन्द या झालि धान्य के चूर्ण को पौण्डे और गन्ने के 
रस से गीला कर गुंदना चाहिए तथा der नमक और 
सूअर की मेद मिलाकर घी के द्वारा उत्कारिका (रूप्सी ) 
पकानी चाहिए! इसको खाकर पुरुष सी feats साथ 
संभोग कर सकता है ॥ १६-१७॥ 
वस्ताण्डसिद्धे पयसि भावितानसक्ृत्तिलान्‌ ॥ १८॥ 
शिुमारतरसापकाः शाघ्छुल्यस्तैस्तिले' कृताः | 
य' खादेत्‌ स पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्रीणां शातमपूर्वचन्‌ ॥१६॥ 
चाजीकरण झाप्कुळी ( पूरी )--बकरे के अण्डकोप के 
साथ सिद्ध किए गए ( पकाये गए ) दूध से अनेक वार भावना 
दिए गए तिळ तथा मगर की चर्ची मे पकी हुई इन तिलो की 
शाष्ङुळी ( पूरी ) को खाने वाळा पुरुष, सौ स्रिया के साथ 
अपू रूप से सभोग कर सकता हे ॥ १८-१९ ॥ 


पिप्पलीलबणोपेते वस्ताण्डे क्षीरसर्पिपि | 
साधिते भक्षयेद्यस्तु स गच्छेत्‌ प्रमदाशतम्‌ ॥ २० ॥ 
वाजीकरण चस्ताण्ड ( बकरे का अण्डकोप) योग- 
पित्पल शौर सेन्धा नमक युक्त वकरे का अण्डकोष, दूध से 
निकले हुए घी (मक्खन ) के द्वारा पका कर, जो व्यक्ति 
खाता दै, वह सौ frat क साथ रमण कर सकता दै ॥ २०॥ 


पिप्पलीमापशालीनां यघगोधूमयोस्तथा | 
c.f, समे 3 ~ ७ ~ 
चूणेभागेः समेस्तेस्तु धुते पूपलिकां पचेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तां भक्षयित्वा पीत्वा तु शार्करामधुरं पयः | 
नरश्चटकवहच्छरेइशवारान्निरन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
चाजीकरण पूपलिका (पूरी)--पिप्पळ, उडद, शालिधान्य, 
जी और गेहूं का समान भाग में चूर्ण बना कर ( पीसकर ) 
घी क द्वारा पूरी वनाई जावे । इनको खाकर तथा शकरायुक्त 
दूध पीकर weer चटक पक्षी की भांति निरन्तर gat वार 
रमण कर सकता दे ॥ २१-२२ ॥ 
विदार्या. gad चूर्ण स्वरसेनेच भावितम्‌ | 
सपिमेघुयुतं लीढवा दश खीरघिगच्छति ॥ २३ ॥ 
चाजीकरण विदारीकन्द योग--विदारीकन्ढ के भळी भाति 
बने हुए चूर्ण में विदारीकन्द-स्वरस की भावना देकर घी और 
मधु के साथ चाटने से मनुष्य ददा स्त्रियों के साथ सभोग कर 
सकता है ॥ २३ ॥ 
2 ° AA 
एवमामल्क WW स्वरसेनेब मावितम्‌ | 
शकरामघुसपिसियुक्त लीढ़वा पय पिवेत ॥| 
एतेनाशीतिवर्पोऽपि gia परिहृष्यति ॥२४॥ 
वाजीकरण आमळक योग--इसी प्रकार आचले के स्वरस 
सें भावित आँवले का चूर्णे, चीनी, मधु और घी के साथ चाट 
कर दूध पीना चाहिए । इसके सेवन से अस्सी वर्ष का बृद्ध 
व्यक्ति भी युवक की भांति कामातुर होता दै ॥ २४॥ 


अध्यायः २६ ] चिकित्सास्थानम्‌ १११ 
पिप्पलीलबणोपेते acres घृतसाधिते। शतावयुब्र॒टाचण पेत्रमेबं बलार्थिना | 
शिद्युमारख्य वा खादेचे तु वाजीकरें श्राम्‌ ॥ स्वर्चशुप्राफलयुक्त॑ मापसूपं पिवेन्नरः ॥ ३४॥ 


छझुलारकूमंतनक्राणामण्डान्ययब त भक्षचंत 1 *५॥] 
वाजीकरण अण्ड ओग--पिप्पछ सौर संधा नमक क साथ, 
थी में पकाये गए बकरे का अण्डकोष था निशुमार के अण्डे 
का सेवन करना चाहिए । ये दोनों अत्यधिक चाजीकरण | 
कुळीर ( ककडा ) कूम (seat) और नक्र ( घड्याळ ) 
हें का सेवन भी इसी प्रकार करना चादिएु॥ sey 
साडपर्पभवस्ताना पिवच्छकाणि था नरः ॥ २६॥ 
वाजीकरण महिषादि शुक्र योग--अबवा ales ( Har), 
ऋषभ (ae) आर घस्व ( वक्रा) का शुक्र मनुष्य को 
पीना चाहिए ॥ ₹६॥ 
अत्वत्यफलमूलत्वकळ्ङ्गालद् पया चरः | 
पीत्वा सशकराक्षाद्रं छुलिङ्ग इव हृष्यति | २७॥ 
वाजीकरण अश्वव्य चोग--पीपळके फळ, सूळ, छाळ और 
कोमळ पत्ते के द्वारा सिद्ध किप्‌ गए चीनी ओर मधु मिश्रित 
दूध को पी कर सनुष्य afer पत्नी की भांति कामवासना 
युक्त होचा दै ॥ २५॥ 
विदास्मिलकल्क तु waa पयसा नरः । 
उदठुम्वरसमं पीत्वा वृद्धोऽपि वनणायते ॥ २८॥ 
वाजीकरण विदारीमूळ योग-विदारीकन्द का FoR 
गूळर के फ़ळ की मात्रा में उष्ण दूध के साथ पीकर वृद्ध 
च्यक्ति भी युवा हो जाता है ॥ २८ ॥ 
माषाणां पलमेकं ठु संयुक्तं क्षोद्रसर्पिया | 
अवलिह्य पयः पीत्वा तेच वाजी भवेन्नरः ॥ २६ | 
वाजीकरण साप योग-मड-ुत युक्त एक पळ उडद खा 
रे आर दूध पीकर AGS वीयबान चनता हे ॥ २९॥ 
क्षीरपकांस्तु गोवूमानात्मगुम्नाफलेः सह | 
शीतान्‌ घृतयुतान्‌ खादेत्ततः पञ्चात्‌ पय" पिवेन्‌ ३० 
चाजीकरण योघूमादि योग--कोचक चीज के साथ गेहूं 
को दूध में पकाकर, शीतळ होने पर घृत मिळा कर खाना 


| 


चाहिए और उपर से दूध पीना चाहिए ॥ ३० ॥ 
सक्रमूविकनण्ड्कचटकाण्डङ्कतं घृतम्‌ ॥ ३१ il 


पादाभ्यङ्गेन se वल भूमि तु न स्प्रशेत्‌ ! 

चावत स्प्रशति नो भूमिं तावद्च्छेनिरन्तरम्‌ ॥ ३२ 
चाजीकरण पादाम्यङ्ग योय--धडियाछ, yet, मेइक भौ 

द्वारा पकार गये घी की माळिदा परां में 

qa होता #1 इसका अभ्यङ्ग कर भूमि 

पर 1 चादिषु | जब तक मनुष्य परो से भूमि 

का स्पर्भ नहीं करता तब नक निरन्तर खी संभोग कर 

३१-३२ (1 हु 

स्वचंगुम्रेक्षुरकयोः फलचण सशकरम्‌ | 

नरः पीत्वा पयसा न क्षय त्रजेत ॥ ३३ ॥ 


धाराष्णट्‌त्त 
चाजीकरण स्वयंगघादि ब्रोग-कॉच के वीज कौर चाल- 
warns चूर्ण में अकरा मिला कर धारोप्ण दूध के साथ 


सेवन करने से मदस्य का शुक्रदय नहीं होता हें ॥ 
उच्चटाचू्णमप्येबं क्षीरेणोत्तममिप्यते । 


वाजीकरण कतिपच योग--इसी प्रकार उच्चदा ( श्वेतदुर्वा 
रिका या खेनगुज्ञा) का चूर्ण धारोष्ण दूध के साथ सेवन करना 
उत्तम होता हे । ae चाहने वाले व्यक्ति को शतावर और 
उच्चटा की जड़ इसी प्रकार ( उपयुक्त विधि) पीनी चाहिए । 
काच क फला से युक्त उडद का सुप (यूप) मनुष्य को 
पीना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
शुप्राफलं गोक्षुरकाब बीजं 
तथोबटां गोपयसा विपाच्य | 
खजाइतं WEN च युक्तं 
पीला नरा हृष्यति सर्वरात्रम्‌ ॥ ३५॥ 
कोच क बीज, गोखरू dit उच्चटा के बीज को दृध के 
साथ कोदे से बोट कर पकाया जावे । इसमें शर्करा मिटाकर 
दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य सम्पूण रात्रि कामातुर 
रहता दे ॥ 5५ ॥ 
सापान्‌ त्रिदारीमपि सोबटां च 
At गवां क्षोद्रघुतोपपन्नाम | 
पीला नरः शर्करया grat 
कुलि्गवद्ुष्यति सबरात्रम ॥ ३६॥ 
उडद, विदारीकन्द ओर उच्चटावीज को गो ॐ दूध में पका 
कर, मधु, बुत और बकरा के साथ सेवन करने पर AAT 
कुलिड्न पत्नी की भांति रात्रि-पर्यन्त कामवासनायुक्त बना 
रहता है ॥ RE ॥ 
गृष्टीनां वृद्धवत्सानां मावपणश्र॒तां aay | 
यत्‌ क्षीरं तत्‌ प्रशासन्ति वलकामेषु जन्तुषु ॥ ३७॥ 
वाजीकरण चीर योग--प्रथम वार व्यायी हुई, बडे बछडे 
चाळी और उड़द के पत्ते खाने वाली यौ का दूध, बल चाहने 
वाळे व्यक्तियों क लिए श्रेष्ट होता ह ॥ 200 
क्षीरमांसगणाः सर्व काकोल्यादिश्च पूजित. 
वाजीकरणददेतोर्हि तस्मात्तत्त प्रयोजयेत्‌ | aot 
सभी प्रकार के दूच, समी प्रकार के मांस और काकोक्या- 
दिगण, वाजीकरण होने क कारण श्रेष्ट होते हैं, aa इनका 
सेवन करना चाहिए ॥ ३८॥ 
एते वाजीकरा यागाः श्रीत्यपत्यचलमदाः | 
सेव्या बिद्यद्धोपचितदेहैः कानाचपेक्षया ॥ ३६ ॥ 
इति सश्रवसहितायां चिकित्सास्थान क्षीणघलीयताजी 
करणचिकिर्सितं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
PR कशिश 
वाजीकरण योगों के फळ ये वाजीकरण योग, मानसिक 
प्रसन्नता, सन्तान और चळ प्रदान करने वाले है, इनका सेवन 
चमन-विरेचनादि से ge शरीर वाळे व्यक्ति को काल भादि 
की ater से अर्थाव्‌ ऋतु का विचार करते करना चाहिए ॥ 
इत्यायुर्वेदृतच्वसंदीपिकामापान्वारयायां पड्विद्योऽ-यायः ॥ 
I 


११२ 


सप्तर्विदातितमो$््याच 


अथातः सर्वोपधातशमनीय॑ रसायनं व्याख्यास्याम:॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्वरिः ॥ २ ॥ 
सर्वोपधात शमनीय रसायन का उपक्रम--इसके अनन्तर 
सभी वाघाओं को शमन करने वाळी रसायन विधि का वर्णन 
क्या जा रहा हे, Sar कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्रत 
प्रमृति शिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
पूर्वे बयसि मध्ये वा मलुष्यस्य रसायनम्‌ | 
प्रयुक्चीत भिपक प्राज्ञः ज्िग्वशुद्धतनो: सदा ॥ ३ ॥ 
नाविशुद्धशरीरस्थ युक्तो रासायनो विधिः | 
न भाति वाससि fe wat gata: ॥ 8॥ 
रसायन के योग्य अवस्था तथा सनुप्य-युचा अथवा 
मध्यावस्या में, जिग्ध और शुद्ध शरीर चाले मनुप्य को रसायन 
का सेवन seam da सदा करावे fra मनुष्य के शरीर 
की शुद्धि ( वमन, विरेचनादि क्रियाओं के द्वारा) न की गई 
हो उसके fee रसायन सेचन करना उचित नहीं ह। जिस 
प्रकार मलिन वच पर रंग सुशोभित नही होता उसी प्रकार 
अशुद्ध शारीर चाले व्यक्ति के उपर रसायन सेवन का प्रभाव 
नहीं पडता ॥ ३-२ ॥ 
विमश्ा--भौपधियाँ दो प्रकार की होती हँ--स्वस्थस्यो- 
ae किद्वित्किङिदार्तस्य गेगनुत? 1 ( चरक ) अर्थात्‌ xg 
भौपधियाँ स्वस्थ मचुप्यों के वळ और ओज को बढ़ाती हैं 
तथा दूसरी रोगी व्यक्तियों के रोग को दूर करती हैं। इनमें 
प्रथम, स्वस्य Agel के बळ और ओज को बढ़ाने वाले द्रव्य 
रसायन कहलाते है, जैसा कि दरक ने लिखा है--'स्वस्थस्थो- 
SR यत्त॒ तद Ts तद्रसामनन' | रसायन zeta सेवन 
मनुष्य को बुढ़ापा att व्याधि से दचाता ह। चह दो घकार 
का होता है! (३) कुटी मावेशिक और (२) चातातपिक ! 
रसायन के पुन तीन भेद किए जा सक्ते है। (५) काम्य-- 
चळ, afe आदि को बढाने की कामना से सेवन किए 
जाने वाले Ber काम्य रसायन की श्रेणी में जाते ह (२) 
नेमित्तिक--किसी व्याधि विशेष को नष्ट करने के निमित्त 
चिठाजल, were आदि का सेवन नैमित्तिक रसायन 
कहलाता ह। (३) आजसिक-दूघ, घृत का निरन्तर सेवन 
nafs रसायन हे । रसायन ger रस-रकादि साता 
धातुओं को पुष्ट कर मनुष्यन्शरीर में ओज की वृद्धि 
करते ईं । रसायन सेवन के पूर्व वमन-विरेचन आदि के द्वारा 
सचुप्य को शारीर की Baz लेनी चाहिए अन्यथा रसायन 
सेवन का पूरा फल AG नही होता । 
रारीरस्योपवाता चे दोषजा मानसास्तथा। 
उपदिष्टाः प्रदेशेषु तेपां वच्यामि वारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
चानादि शारीरिक तथा रज चौर तम मानसिक दोषों के 
द्वारा Sta होने वाले शारीरिक विकारो को, जिनका aya 
यथास्यान किया गया है, दूर करने का उपाय वतलाया 
जाता दे Wen 
शीतोदकं पचः क्षीरं सपिरित्वेकशो द्विशः | 
त्रिश समस्तमथवा प्राक्‌ पीतं स्थापयद्य. || ६ 1 


: सुश्रतसंहिता 


RI Te 


(शीतळ जळ, दुग्ध, Ug और घृत का थोग--शीतळ जळ, 
दूध, मठु और घत पथक्‌ पृथक , दो दो, तीन-तीन अथवा 
चारों, एक साथ सवं प्रथम प्रातः काळ पीने से आयु स्थापित 
होती है ॥ ६॥ ५ 

तत्र विडन्नतस्डुलचणमाहत्य यष्टीमधुकमधुयुक्त 
यथाबल शीततोयेनोपथु्जीत शीततोयं चानुपिवेदेवम- 
हरहमौसं, तदेव मधुय॒ुक्त भज्ञातककाथेन वा, मधुद़ा- 
क्षाकाथयुक्त बा, AMARA वा, गुड्डचीकायेन 
वा, एवमेते पश्च प्रयोगा भवन्ति; जीर्णे मुद्रामलक- 
यूपेणालवणेनाल्पस्नेहेने घृतवन्तमोद्नमश्षीयात्‌; 
एने खल्बशासि क्षपयन्ति, कृमीलुपन्नन्ति, ग्रहणघार- 
ugh जनयन्ति, मासे मासे 'च प्रयोगे वर्षशतं 
वर्षशत मायुपोऽभिव्रृद्धिभंवति 1 ७॥ 

रमायन-विडंग age योग--विडंग के चावळों (विडंग 
की भूमी हटाकर चावली के समान बनाए गए ) के चूर्ण में 
yea का चूर्ण तथा मु मिलाकर; शक्ति के अनुसार, शीतळ 
जळ के द्वारा सेवन करना चाहिए और इसके पीछे शीतळ 
पीना चाहिए । इस प्रकार प्रतिदिन एक सास तक करना 
चाहिए । अथवा उपर्युक्त विडय-तण्डुलों को मिळावे के छाथ 
के साथ या मधुयुक्त मुनक्के के छाथ के साथ या मड्मिधित 
आँवले के रस में या ast छाय से पीना चाहिए। इस 
प्रकार ये पाँच प्रयोग होते दे । औषधि का पाचन होने पर 
छवणरहित, mea स्नेहयुक्त मंग और आंवले के यूप के सांथ 
ga मिला हुआ भात खाना चाहिए 1 इन योगों का सेवन 
करने से अशो का नाश होता हे, कृमि मरते हैं तथा समझने 
और स्मरण रखने की शक्ति उत्पन्न होती हे । इनका एक एक 
मास प्रयोग करने से, आयु में सौ-सौ वर्ष की वृद्धि होती हैं 

विडङ्गतण्डुलानां द्रोण पिष्टपचने पिष्टवङुपस्वेद्य 
विगतकपाय स्तिन्नसवताये cafe भिष्टमायसे इढे 
कुम्भे मधूढकोत्तरं maf भस्मराशावन्तर्यृहे चतुरो 
मासान्निदध्यात्‌ , वपीविगमे चोद्‌शृत्योपसस्ङ्कतशरीर. 
सहस्तसंपातामिहुत कृत्वा प्रातः प्रातयंथावलस्ुपयुञ्जीत, 
जीर्णे सुहामलकयूपेणालवरेन घृतवन्तमोदनसश्चीयात्‌; 
पांशुशय्यायां शयीत, तस्य मासादूर्ध्वं सवीक्षेन्यः 
कृमयो निष्क्रामन्ति, तानशुतेलेनाभ्यक्तस्य बंशविदले- 
नापहरेन्‌ » द्वितीये पिपीलिकास्टृतीये यूकास्तयेवा- 
a, चतुर्थे दन्वनखरोमाण्यतशीर्यैन्ते, पञ्चमे 
प्रशस्तशुणलश्षणानि जायन्ते, अमानुपं चादित्यप्रकाशं 
चपुरविगच्छति, दूराच्छुवणानि दशनानि चास्य 
भवन्ति, रजस्तमसी चापोह्य सत्त्वमधितिष्ठति, श्रुव- 
निगाचपूर्वोत्पादी गजवलोऽश्वजवः घुनयुंबाऽष्टौ वर्ष- 
शवान्यायुरवाप्नोति, तस्याणुतेलमभ्यन्नार्थे, अजकणे- 
कपायमुत्सादनार्थ, सोशीर कूपोदकं स्नानार्थे, चदन- 
युपलेपनार्थे, सल्लातकविधानबदाहार' परिहारश्च ॥मा! 
द्वितीय Reda ठण्डुळ योग--एक द्रोण विडंग-तण्डुलों 


.(वुपरहित विडंग) को वृणनिर्मित (टोकरी) कडाही में रखकर, 


SEM २७ ] चिकित्सास्थानम्‌ ११३ 
जाक 


ff वनाने के लिए उचाले जाने वाले पदार्था की भांति 
स्वेदन करना चाहिए। फिर छाथ रहित (जलीयांशरहित) 
उचले हुये उन तण्डुलों को अञ्चि से उतारकर, पत्थर की 
fee पर पीसना चाहिए और लोहे के मजबूत घडे में पर्याप्त 
प्रमाण में मधु एवं जळ के साथ बन्द करना चाहिये । उस 
पान्न को वर्षाऋतु में अन्दर के घर में, राख की ठेर में, चार 
सास रखना चाहिए । वर्षा के वीतने पर घडे को निकालकर, 
वमन-विरेचनादि से शारीर शुद्ध करके तथा एक सहस्र 
सम्पात सन्त्रोँ की आहुति ढेकर, प्रतिदिन प्रातःकाल शक्ति 
के अनुसार इस औषधि का सेवन करना चाहिये। ओऔपधि 
का पाचन होने पर लवणरहित, अलप स्नेहयुक्त मूंग तथा 
आँवले के युप के साथ ही मिला हुआ भात खाना चाहिए। 
धूलि की दाय्या पर सोना चाहिए। एक मास के बाद इस 
औषधि का सेवन करने चाले व्यक्ति के सम्पूर्ण अंगों से कृमि 
निकलते हैं। इन कृमियों को अशु तैल की मालिश किए 
हुप उस व्यक्ति के शरीर से बॉस की कॉपळ के द्वारा 
निकालना चाहिए । इस प्रकार दूसरे मास में चींटियों को 
तथा तीसरे में जू को इसी विधि से निकालना चाहिए । 
चौथे मास में उस व्यक्ति के दाँत, नख और रोम झड जाते 
हैं तया पाँचवें में उत्तम गुण एवं लक्षण उत्पन्न होते हे । उस 
व्यक्ति का शरीर अपूर्व श्रीयुक्त तथा सूर्य के समान तेजस्वी 
हो जाता है । उसे दूर के शब्दों को सुनने तथा दृश्यों को 
देखने की शक्ति प्राप हो जाती हे। रज और तम को हटाकर 
सत्त्वगुण स्थापित होता दै। सुनी हुई वाणी को धारण करने 
तथा अपूर्व छोक-रचना करने की शक्ति प्राप्त होती है । हाथी 
के समान वळ और घोडे की तरह वेग होता है एवं वह व्यक्ति 
पुनः युवक वनकर आठ सौ वर्षं की आयु प्राप्त करता है। 
उस व्यक्ति के अभ्यंग के लिये अणु तेळ, उत्सादन ( उवटन ) 
के लिये अजकर्ण ( शालबक्ष ) का काथ ( कल्क ), स्नान के 
छिए wage quae और लेप लगाने के लिए चन्दन का 
प्रयोग करना चाहिये तथा भज्ञातक-सेवन-विधान सें बतळाये 
गए आहार एव परिहार नियम का पालन कराना चाहिये ॥ 
विमशाः--पिष्ट पचने तृणादिकतास्तारे कटाहे । आजकळ 
वांस की चनी रोकरिंयां भी उपलब्ध होती हैं, तथा उनके 
द्वारा इस प्रकार के कार्य सम्पादित किए जाते दे। पहले 
लोहे की कडाही में जळ भर दिया जाता हे और उसके ऊपर 
इन टोकरियों में जिन seat का स्वेदन करना होता है उन्हें 
भर कर रखते हें। इनमें रखे हुए पदाथा का स्वेदन वाप्प के 
द्वारा होता है । सदख्रसम्पातामिइतम्‌-तहदस्रसम्पाताध्यायो 
ऋग्वेदे पञ्चते, तैर्मन्त्रे., सद्र हुत्वा उपञुझीत | वंदाविदलेन-वशा- 
कलन्विकया । अमानुपस्‌-अपूर्वश्रीयुक्तम्‌ वपु. करोतीत्यर्थः । अपूर्वा 
त्पादीति-अपूर्वक्चोकादिकं करोतीत्यर्थ | कपायोऽत्र कल्क | सस्नेह- 
करकेनोदघर्षणमुचसादनम्‌ । आशिप दति युणा । : 
काइमयीणां निष्कुलीकृतानामेप एवं कल्पः पांशु- 
शय्याभोजनवजेम्‌, अत्र हि पयसा शतेन भोक्त्यं, 
समानमन्यत्‌ पूर्वणाशिपश्व । शोणितपिचनिमित्तेषु 
बिकारेष्वेतेपामुपयोगः ॥ ६ ॥ 
गम्भारी का योग--धूलि की शय्या पुचं तथा कथित 
आहार के निपेध पूर्वक geet रहित गम्भारी के फ्लो के 


१५ सु० चि० 


लिये भी यही विधि है तथा इसके सेवन काळ में उष्ण 
दूध के साथ भोजन करना वाहिए। अन्य विधियां एक 
समान है तथा औषध-सेचन का फळ भी पूर्व औषध के 
तुल्य है। इनका प्रयोग रक्त और पित्तजन्य व्याधियों में 
करना चाहिए ॥ ९॥ 


यथोक्तमागार॑ प्रविश्य बलामूलार्धपल था पय- 
साऽऽलोड्य पिवेत्‌ , जीर्णे पयःसपिरोदन इत्याहारः, 
एवं द्वादशारात्रसुपयुड्य द्वादशवपोणि वयस्तिए्ठति; 
एवं दिवसशतमुपयुज्य वर्षशतं बयस्तिष्ठति | एवमेवा- 
तिबलानागबलाविदारीशतावरीणाझुपयोगः | विशेषत- 
स्त्वतिबलाझुदकेन, नागबलाचुण मधुना, विदारीचूण 
क्षीरेण, शतावरीमष्येवं पूर्वेणान्यत्‌समानमारिपश्च 
समाः | एतास्त्वीषधयो बलकामानां शोपिणां रक्त- 
पित्तोपस्रष्टाना शोणितं छदेयतां विरिच्यमानानां 
चोपदिश्यन्ते ॥ १०॥ 


वलामूळ ( खरेटी) रसायनयोग--पूर्वोक्त प्रकार के 
गृह में प्रवेश कर खरेटी की जड भाधापठ या एक पळ 
दूध में घोलकर पीना चाहिये तथा औषधि का पाचन 
होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए। इस प्रकार बारह 
दिन प्रयोग करने से बारह वर्ष और सो दिन प्रयोग करने 
से सौ वर्ष की आयु स्थिर रहती है 1 इसी प्रकार अतिवळा, 
नागवळा, विदारीकन्द और दातावर का प्रयोग करना 
चाहिये। इनके सेवन में विशेषता इतनी है कि अतिचळा 
जळ के साथ, नागवळा चूर्ण मु के साथ और विदारीकंद 
तथा शतावर चूर्ण का सेवन दूध के साथ करना चाहिये 
औषध सेवन का फळ तथा अन्य वातं. पूर्ववत्‌ हैं। 
इन भौपधिर्यो का प्रयोग वळ के इच्छुक, शोपरोगी, रक्त 
पित्त से असित, रक्तवमन करने वाले तथा विरेचन के योग्य 
व्यक्तियों के लिये करना चाहिये ॥ १० ॥ 
वाराहीमूलतुलाचूणं कृत्वा ततो मात्रां मधुयुक्तां 
पयसाऽऽरोड्य faq, जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्या- 
हारः, प्रतिपेधोऽन्र gaa, प्रयोगमिममुपसेबमानो 
वपंातमायुरवाप्नोति MAG चाक्षयताम्‌ एतेनैव चूर्णेन 
पयोध्वचूरये र्शतशीतमभिमथ्याज्यसुत्पाय मधुयुतसुप- 
युज्ञीत सायं प्रातरेककालं वा; जीर्ण पयःसर्पिरोदन 
इत्याहारः, एवं मासमुपयुज्य चपशतायुभवति ॥ ११॥ 
चराहीकन्द रसायन योग--वाराहीकन्द की जड का 
एक तुळा चूर्ण चनाकर उसकी GH मात्रा ( एक पळ ) मधु 
के साथ दूध में घोळकर पीना चाहिए। औपध का पाचन 
होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिये । इसके प्रयोग में; 
पूर्वोक्त वर्जित पदार्थों का त्याग करना चाहिये। इस योग 
को सेवन करने वाला व्यक्ति, सो at की आदु तथा खी 
संभोग में अक्षयता ( gaara का न होना ) मत्त करता है । 
उपर्युक्त चूर्ण के साथ दूध का पाक करके शीतल होने पर 


मथकर घी निकाळना चाहिए। इसमें मठु मिलाकर प्रातः 
और सायंकाळ अथवा एक समय सेवन करना चाहिए} 


११४ 


छुश्रुतसंहिता 


याया eT TTT ~ PALLIAT 
INSIST 


PTS 


औषध का पाचन होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए । 
इस प्रकार एक मास सेवन करने से सौ वर्ष की आयु 
होती है ॥ ११ ॥ 
चक्षुःकामः प्राणकामो वा बीजकसारामिमन्थमूलं 
निष्काथ्य साषप्रस्थं साधयेत्‌ तस्मिन्‌ सिध्यति 
चित्रकमूलानामक्षमात्रं कल्कं दच्यादामलकरसचतुर्थ- 
सागं, ततः स्तिन्नमवताये सह्रसंपाताभिहुतं कृत्वा 
शीतीसूतं मधुसर्पिभ्यो संसज्योपयुक्षीत यथाबलं, 
यथासात्म्यं च लवणं परिहरन्‌ भक्षयेत्‌! जीणे मुद्वा- 
मलकरूपेणालबशेन घुतबन्तमोदनमश्ीयात्‌ पयसा 
बा मासत्रयम्‌, एवसाभ्यां प्रयोगाभ्यां wg: सोपण 
भवस्यनल्पबलः खीपु चाक्षयो वर्षेशतायुर्भवतीति ॥ 
विजयसार आदि रसायन योग--नेत्रा में ज्योति तथा 
चल की कामना चाले व्यक्ति को विजयसार और अरणी की 
जड़ का काथ करके उसके साथ एक प्रस्थ उडद का पाक 
करना चाहिये। उडद का पाक होते समय चित्रक की जड 
का करक एक कर्ष ओर alas का रस चतुर्थांश ( उडद 
की अपेक्षा ) मिलाना चाहिये। जव उडद उवल जाय उसे 
अस्ति से उतार एक सहस्र संपात wats द्वारा आहुति 
देकर मधु और घृत के साथ शक्ति के अनुसार सेवन करना 
चाहिए । जहां तक oan छोडना सात्म्य रहे, उसका त्याग 
करते हुए भोजन करना चाहिये। औषध का पाचन होने पर 
घीमिश्रित भात, छवणरहित मूंग और आाँवरे के यूप अथवा 
दूध के साथ तीन मास खाना चाहिये । इस प्रकार इन दोनों 
प्रयोगों के सेवन से नेत्र की ज्योति गरुड की भांति होती है, 
चळ वदता है, खरी संभोग में श॒क्रत्तय नहीं होता तथा सी 
चर्ष की आयु पराप्त होती हे ॥ १२ ॥ 
भवति चात्र-- 
पयसा सह सिद्धानि नरः शणफलानि यः | 
भक्षयेत्‌ पयसा सार्घं वयस्तस्य न शीर्येते ॥ १३ ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने सर्वोपघात- 
शमनीयं रसायनचिकिस्सितं नाम सप्तविंशो5ध्याय:॥ 
i 24 ::कल्‍०->>न 
सन के फळ का रसायन योग--जैसे कि--दूध में पके 
हुए सन के फ्ला को जो मनुष्य दूध के साथ सेवन करता 


हे, उसकी आयु नहीं गिरती, अर्थात्‌ एक समान स्थिर रहती 
उसमें परिवत्तन नहीं होता ॥ ५३॥ 


इत्यायुवेंटतस्वस दीपिकाभाषान्यास्यायां सप्तविशति- 
तमोऽध्यायः ॥ २७॥ 


4 ooo 


अष्ठटाविंशतितसोष्च्यायः 


अथातो मेधायुष्कामीयं रसायनचिकित्सितं 
व्याइ्यास्याम | यथोवाच भगवान्‌ घन््रन्तरि 112-2 
भेघायुप्कामीय रसायन चिकित्सा का उपक्रम-इसके 


अनन्तर बुद्धि और आयु प्रदान करने वाले रसायन चिकित्सा 
विधि का वर्णन किया जा रहा हे, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने (gaze mater शिष्यों से कहा ॥ १-२॥ 

मेघायुष्कामः श्वेताबल्गुजफलान्यात पपरिशुष्काः 
ण्यादाय सूह्मचूणोनि कृत्वा गुडेन सहालोड्य स्नेह 
कुम्भे सप्तरात्रं घान्यराशौ निदध्यात्‌ , सप्तरात्रादुद्धृत्य 
हृतदोषस्य यथाबलं fied प्रथच्छेदनुदिते सूर्ये, 
उष्णोदक चानुपिवेत्‌; भज्ञातकविधानवच्चागारप्रवेशः, 
जीणोषधश्चापराहे हिमाभिरद्विः परिपिक्ताात्रः 
शालीनां षष्टिकाना च पयसा रार्करामधुरेणीदनमभ्नी- 
यात्‌; एतं षणमासातुपयुञ्य विगतपाप्मा बलवर्णपितः 
श्रुतनिगादी स्सृतिमानरोगो बपेशतायुर्भत्रति । ङुष्टिनं 
पाण्डुरोगिणसुदरिणं वा कृष्णाया गोमत्रेणालोड्याधे- 
पलिकं पिण्डं विगतलोहित्ये सवितरि पाययेत्‌ ; 
Re चालवणेनामलकयूपेण सर्पिष्मन्तमोदनसद्ी” 
यात्‌} एवं मासस्ुपयुज्य स्मृतिसानरोगो वर्षशतायुभ- 
बति। एप एवोपयोगञ्चित्रकमूलानां रजन्याश्व 
चित्रकमूले विशेपो द्विपलिक पिण्ड ot प्रमाण, शेषं 
qaaq ॥ ३॥ 

खेत वाकुची के चीजों का रसायन योग--चुद्धि और आयु 

की कामना वाला व्यक्ति धूप में सुखाये गए श्वेत वाकुची के 
वीजो का महीन चूर्ण वना कर, उसमें गुड मिळावे और घी 
के घड़े में सात दिन धान की ढेर में रखे। सात दिन के वाद 
घड़े को निकाल कर, वमन-विरेचन के द्वारा शुद्ध शरीर वाळा 
व्यक्ति शक्ति के अनुसार सूर्योदय से पूर्वं औषध पिण्ड 
( पुक पळू ) सेवन कर, ऊपर से उष्ण जळ का पान करे। 
भज्ञातक-सेवन विधान की भाति गुह में प्रवेश करे। जौपध 
का पाचन होने पर अपराह में शीतल जळ से जान करके 
झाली और साठी के चाचळों का शकरा-मिश्रित दूध के साथ 
भोजन करे । इस प्रकार ६ मास औषध सेवन करके रोगी पाप 
रहित होकर वळ और वर्ण से युक्त सुनी हुई वाणी को 
धारण करने की शक्ति वाला, स्मृतिशाळी, निरोग और सौ 
वर्ष की आयु वाला होता है। कुष्ठी, पाण्डुरोगी या sat 
रोगी को काळी बाकुची के बीजों का चूर्ण गोमूत्र में घोळकर 
आधे' पळ की मात्रा में उपाकाळ में पिलाया जावे । अपरालु 
में छबणरहित अवले के यूप के साथ घी मिला हुआ भात 
रोगी भोजन करे इस प्रकार एक मास slag सेवन करके 
रोगी स्ट्रतिश्चाळी निरोग और सौ चर्प की आयु वाळा होता 
है । यही उपयोर-विधान चित्रक की जड और हरदी का है। 
चित्रकमूळ के सेवन सें विशेषता इतनी हे कि इसकी उत्तम 
भात्रा २ पळ होनी चाहिये अन्य चातें पूर्ववत डे ॥ ३॥ 

हृतदोप एब प्रतिसंरृष्टभक्तो यथाक्रममागार 
प्रविश्य मण्डूकपर्णीस्वरसमादाय सह्रसम्पातासिहुतं 
कुत्वा यथाबलं पयसाऽऽलोड्य पिवेत्‌ पयोऽ्ुपानं 

. णौयां ° aA 

बा, तस्यां जीणोयां यवान्नं पयखोपयुज्ञीत, तिलेबी 
सह भक्षयेज्ञीन' मासान्‌ पयोऽलुपानं, जीणे पयः 


अघ्यायः २८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


TTT 


after इत्याहारः; wager ब्रह्मयचंसी 
श्रतनिगादी भबति वर्षेशतसायुरवामोति । निरात्रोपो- 
पितश्च त्रिरात्रमेनां भक्षयेत्‌ , त्रिरात्रादृध्य पयः सर्पि- 
रिति चोपयुञ्जीत | विल्बमात्रं पिण्डं वा पयसाऽऽ- 
लोड्य पिवेत्‌ , एवं द्वादशरात्रमुपयुक््य सेधाबी वर्षः 
शतायुभवति ॥ ४ ॥ 
मण्डूकपर्णी-स्वरस रसायन योग--वमन-विरेचनादि के 
द्वारा दोषों को दूर किया हुआ व्यक्ति, ससर्जन क्रम 
से पेया, बिलेपी आदिका सेवन करके, भज्ञातक-सेवन-विधान 
के अनुसार, गृह में प्रवेश करे ओर एक सहस्र सपात मंत्रों के 
द्वारा आहुति ढेकर, शक्ति के अनुसार, मण्डूकपर्णी-स्वरस 
दूध सें घोळकर अथवा दूध के अनुपान से, पान करे। औषधि 
के जीर्ण होने पर, दूध के साथ जौ का भात भोजन करे। 
अथवा तिलों के साथ, दूध के अनुपान से तीन, मास मण्डूक- 
पणी का सेवन और औषध जीणं होने पर दूध, घी तथा भात 
भोजन करे। इस प्रकार औषध सेवन करके तेजस्वी, और 
सुनी हुई वाणी को धारण करने में शक्तिमान्‌ होता हे तथा 
(रोगी ) सौ वर्ष की आयु पराप्त करता है। तीन दिन उपवास 
करके, तीन दिन मण्डूकपर्णी का सेवन करे। तीन दिन के 
पश्चात्‌ दूध और घी का सेवन करे । अथवा एक पळ भौपध- 
पिण्ड दूध में घोल कर पीवे। इस प्रकार ave दिन औषध 
सेवन करने वाळा व्यक्ति, बुद्विमान्‌ और सौ वर्ष की आयु 
चाळा होता है ॥ ४ ॥ 
हृतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंसष्टभक्तो ब्राह्मी- 
स्वरसमादाय सहस्जसम्पाताभिहुतं कुत्वा यथाबलघु- 
पयुञ्जीत, जीणाषध्ञ्चापराहे यवागूमलवणां पिवेत्‌ , 
ध्वीरसात्म्यो चा पयसा Beha, एबं सप्नरात्रसुपयुञ्य 
marae भेघावी भवति, द्वितीयं सप्तरात्रमुपयुज्य 
ग्रन्थमीप्सितसुत्पाव्यति as चास्य प्रादुर्भवति, 
तृतीयं सप्तरात्रमुपयुज्य द्विरुचारितं शतमप्यवघारयति; 
एबमेकविंशतिरात्रद्ुपथुभ्यालच्मीरपक्रामति; मूर्तिमती 
चैनं वाग्देव्यलुभ्रबिशति, सबीश्चैनं श्रुतय उपतिष्ठन्ति, 
श्रुतघरः पञ््चवर्षशातायुर्भति ॥ ५॥ 
ब्राह्मीस्वरस रसायन योग--वमन विरेचनादि के हारा 
aut को दूर कर तथा संसजन क्रम से पेया, विलेपी आदि 
का सेवन करके ( रोगी ) ग्रह में ्रवेश करे ओर एक सहस्र 
संपात मन्त्रों से आहुति ढेकर, शक्ति के अनुसार बाह्यी-स्वरस 
का सेचन करे। औषध जीर्ण होने पर, अपराल काळ में, कवण- 
रहित यवागू पीवे, जिसे दूध सात्म्य हो वह दूध के साथ 
यवागू सेवन करे। इस प्रकार सात दिन औषध 
सेवन करने से तेजस्वी और मेधावी होता दै! दूसरी 
वार सात दिन औपध सेवन करने से अभिलषित अन्थ 
की रचना करता है और faa रचना स्मरण हो 
जाती है। तीसरी वार सात दिन औषध सेवन करने से 
दो वार कही गई सौ वाणी भी स्मरण रखता दै । इस प्रकार 
इक्कीस दिन ( औषध ) सेवन करने से डुःख-दारिख्र्थ नष्ट 
होता है, मूर्तिमान सरस्वती देवी शारीर में प्रवेश करती हैं, 


सभी श्चुतियाँ स्मरण हो जाती हैं और सुनी हुई वाणी को 
धारण करने की शक्ति काभ कर, पांच सौ वर्ष की आयु प्राप्त 
करता है ॥ ५॥ 


नाह्मीस्वरसभ्रस्थट्ठये घृतप्रस्थं बिडङ्गतण्डुलानां 
5 के 
कुडवं हवे डे पले बचामृतयोद्ठोदश्‌ हरीतक्यामलकवि- 
भीतकानि श्लच्णपिष्टान्यावाप्येकध्यं साधयित्वा 
स्वनुगुमं निदध्यात्‌ , ततः पूर्वेविधानेन मात्रां यथाब- 
De e 
लमुपयुज्ञीत, जीणे पयः | सर्पिरोदून इत्याहार', पूर्वे- 
वच्चात्र परीहारः, एतेनोध्वेमधस्तियक्‌ कृमयो निष्क्रा- 
मन्ति, अलक्ष्मीर॒पक्रामति, पुष्करवणेः स्थिरवयाः 
श्रतनिगादी त्रिवषंशतायुभबति, एतदेव कुप्टविषमड्वरा- 
पस्मारोन्मादविपभूतमहेष्बन्येपु च महाव्याधि७षु 
संशोधनमादिशन्ति ॥ ६॥ 


mega रसायन--प्राह्मी स्वरस दो प्रस्थ और धृत एंक 
प्रस्थ में विडडू“तण्डुळ ( fer के तुपरहित चावळ) पुक 
कुडव, वच और गिलोय दो दो पल तथा त्रिफला वार ye, 
महीन पीस कर, सिद्ध करके, सुरक्षित स्थान में रखना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि से वळके अनुसार इसकी मात्रा 
( एक पल ) सेवन करनी चाहिए। औषध का पाचन होने 
पर दूध, घी और भात खाना चाहिए तथा पूर्वोक्त वर्जित 
पदार्था का सेवन त्याग देना चाहिए। इसके सेवन से ऊपर- 
नीचे तथा मध्य शरीर से कृमि निकलते हैं। दारिद्रथ नष्ट 
होता है। वर्ण कमळ की भांति होता है और ong स्थिर रहती 
है। श्रवण की हुई वाणी को धारण करने की शक्ति लाभ कर, 
मनुष्य तीन सौ वर्ष की आयु ma करता है। कुष्ठ, विषम 
ज्वर, अपस्मार, उन्माद, विष, भूतबाधा, ग्रह तथा अन्य 
महाव्याधियों में इसी सशोधन का उपदेश किया जाता है ॥ 
हृतदोष एबागारं प्रविश्य हैमवत्या बचायाः पिण्ड- 
सामलकमात्रमभिहुतं पयसा55लोड्य पिवेत , जीर्ण 
पयः सर्पिरोदन इत्याहार., एवं दवादशरात्रमुपयुज्ञीत; 
ततोऽस्य श्रोत्रं वित्रियते, हिरभ्यासात्‌ स्मृतिमान्‌ 
भवति, त्रिरभ्यासाच्छुतमादत्ते, चतुदोदशरात्रमुपयुज्य 
¢ ल्बिषं S e सुः 
wa तरति किल्बिषं, ताक्ष्यंद्शेनमुत्पयते, शातायुश्च 
भवति | दवे हे पले इतरस्या बचाया निष्काथ्य पिचेत्त 
पयसा, समानं भोजनं समाः पूर्वणाशिषश्च ॥ ७॥ 
चचा रसायन योग--जिस व्यक्ति ने चमन-विरेचनादि के 
द्वारा शरीर की शुद्धि कर ळी दो, उसे गुह में प्रविष्ट होकर 
होम करके, आँदले के वरावर धेत वचा का पिण्ड दूध में 
घोळ कर पीना चाहिए । भौपध जीर्ण होने पर दूध, घी और 
भात खाना चाहिए। इस प्रकार ane दिन प्रयोग करना 
चाहिए। इस क्रिया से औषध सेवन करने वाले व्यक्ति की 
श्रवणश्चक्ति चढती हे । दूसरी वार वार दिन औषध सेवन 
करने से स्ट्रतिशील वनता है। तीसरी वार बारह दिन सेवन 
करने से श्रवण की हुईं वाणी को धारण करता है । चौथी 
वार बारह दिन औषध सेवन करके, सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो 
जाता है। गरड के समान इछि हो जाती दे तथा सौ वर्ष की 


११६ 


छुश्नुवसंद्विता 


a SOE A भफानपकएत्मफ -मकान्फनकाक-प पक ल्‍कम्कप्सकबए१कपपनकतन्कन्कमका्यन्‍न्शकुम्कतपकफमपकन्जुषएशक़व्दा्कृषका कफ गठ्कुप कक 


आयु प्राप्त करता है। दो-दो पळ लाळ रग की वच का छाथ 
कर, दूध के साथ सेवन करे । आहारविधि तथा गुण पूर्वोक्त 
जौपधि के समान हैं ॥ ७॥ 
विमर्दा.-हेमवत्या वचायाः श्रेत्तवचाचा इत्वर्थ*। अमिहुत- 
मित्यत्र इल्वेत्यध्याह्ारात्‌ होमं इन्वेत्वर्थः । इतरस्या वचाया इति 
अरुणाया इत्यर्थ. । ee ८ 
वचाशतपाक वा सर्पिद्रोणमुपयुव्य WATT: 
Saft, गलगण्डापचीरलीपदस्वरभेदांगश्वापहन्तीति USI 
रसायन दातपाक वचा घृत--वच के छाथ एव क्रक के 
साथ सौ वार पकाये गए घृत की एक द्रोण मात्रा सेवन करने 
से मनुष्य की जायु पाँच सौ वर्ष की होती ह और गल्गण्ड, 
अपची, stag तथा स्वरभेदादि रोग नष्ट होते हे ॥८॥ 
अत Sel अवक्ष्यासि आयुष्कामरसायनमू | 
सन्त्रीपघसमायुक्तं संबत्सरफलप्रदम्‌ ॥ ६ || 
इसके आगे मन्त्र तथा औषधियों से युक्त, पुक वर्ष मे 
फल प्रदान करने वाले, भायुर्वद्धक रसायन का कथन किया 
जाता है ॥ ९॥ 
~ 4 ० 
विल्वस्य चूण पुण्ये तु हुतं वारान्‌ सहस्रशाः | 
श्रीसूक्तेन नरः कल्ये ससुवर्णं दिने दिने ॥ १०॥ 
सर्पिमंघुयुतं लिह्मादलद्मीनाशानं परम्‌ | 
त्वचं विहाय विल्वस्य मूलकाथं दिने दिने ॥ ११॥ 
प्राश्नीयात्‌ पयसा साध खात्वा हुत्वा समाहितः | 
दशासाइस्रमायुण्यं स्मृतं युक्तरथं सवेत्‌ १२॥ 
आयुर्वद्क रखायन--पुप्य नक्षत्र में महुप्य को ( ead 
fare) श्रीसूक्त के द्वारा एक सहस्र आहुति देकर प्रतिदिन 
प्रातः काळ सुवणं के साथ वेळ का चूर्ण, मधु और ga मिला 
कर चाटना चाहिए | इसके सेवन से दारिद्रय दूर होता है । 
वेळ के जड की छाळ हराकर पकाया गया काय, बुद्धिमान 
व्यक्ति को प्रतिदिन, खान भोर होम करने के पश्चात्‌ दूध के 
साथ, सेवन करना चाहिए । इस औषध को सेवन करने 
वाले व्यक्ति की आयु; दृश सहत्न वर्ष की होती है तथा चह 
चुक्तरय ( रसायन समर्थ ) होता हैं ॥ १०-१२ ॥ 
हुत्वा विसानां काथं तु मधुलाजेश्च संयुतम्‌ | 
अमोघं Wat युक्तं युक्तरथं स्मृतम्‌ ॥ १३॥ 
वि्तकाथ रसायन योग--वित ( aoe) का छाथ मडु 
और घान के छावे के साथ होम करक पीता चाहिए! यह 
अव्यर्थ रसायन है और सो सहत्त (एक लाख) वर्ष की आयु 
मदान करता है एवं रसायन समर्थ चनाता हे ॥ १३॥ 
सुवण पञझबीजानि मधु लाजा. प्रियङ्गवः | 
Ta पचसा पीतसलच्मीं प्रतियेबयेत्‌॥ १४ ॥ 
दारिद्यनाशक रसायन योग--स्वर्ण भस्म, कमलगद्ा, 
स, घान का छावा औौर प्रियडु को गौ के दूध के साथ 
सेवन करने से द्रिद्वता का निवारण होता है ॥ १४ ॥ 
नीलोत्पलदलकायो गव्येन पयसा श्रतः | 
ससुवणेस्तिलंः सार्धमलच्मीनाशनः स्मृतः १५1 
नीळ कमल का छाथ गोदुग्ध के साथ पकाकर सुवर्ण 
weak निळके साथ सेवन करने से हारिद्वय दूर होता है॥ 


vet पयः खुबर्ण च मधूच्छिष्टं च afer | 
पीतं शतसहस्राभिहुंतं युक्तरर्थ स्मृतम्‌ ॥ १६॥ 
एक लक्ष आहुतियाँ देकर गोदुर्ध, सुवर्णभस्म, मोम 
भौर मधु को एक साथ सेवन करने से AGT रसायन-समर्थ 
बनता हे ॥ १६॥ 
वचाघुतधुवण च विल्वचूणमिति त्रयम्‌ । 
मेध्यमायुष्यमारोग्यपुष्टिसीभाग्यवर्धनम ॥ १७॥ 
मेधावर्धक वचाटि योग-वचा, घृत, सुवर्ण भस्म और 
वेळ के चूण को घरत के साथ सेवन करने से चुद्धि जौर आयु 
बढती है, आरोग्य लाभ होता हे तथा शरीर की पुष्टि एव 
सौभाग्य की वृद्धि होती हे ॥ ५७॥ 
चासासूलतुलाकाथे तेलमावाप्य सावितम्‌ | 
हुत्वा सहस्मभ्नीयान्मेध्यमायुष्यसुच्यते ॥ १८॥ 
एक तुला wat की जड़ के छाथ में सिड तंल को 
एक सहर आहुतियाँ देकर सेवन करने से छुद्धि तथा आयु 
की वृद्धि होती ह। 
याबकांस्तावकान्‌ खादेदमिभूय यवांस्तथा | 
पिप्पलीमध्चुसंयुक्तान्‌ शिक्षा चरणबद्भवेत्‌॥ १६॥ 
जौ को कूट कर, उनसे वनाचे गए भोज्य पडार्थ का सेवन 
ag भौर पिप्पली के साथ करना चाहिए! इससे दाखाम्यास 
स्वतः उसी प्रकार होता हे Fa बाल्यावस्था के चाद चलने 
की निषा दिए विना भी, वाळक स्वयं चलने लगते हैँ॥ १९॥ 
विमर्श --पवानान्‌ पते यावका यवान्‌ तावकान्‌ अभिभूय 
कुट्टयित्वा dey wear मधुपिप्पटोसचुक्तान्‌ू खादेव्‌। 
भिक्गाचरणवदू भवेदिति शिक्षा उपदेनापेक्षाशाक्ञाम्यात इखेनैव 
मवति । यथा किल दाल्यानन्तर पादगमन शिक्षा विनेव भवतिं 
नैवैतेन योगेनाभ्यव्हूनेन Agee. भारुाम्वास. gad 
मवति । ( agar) 
मध्वामलकचूणोनि सुवर्णमिति च त्रयम्‌ । 
प्राश्‍वारिष्टय़हीतो5पि सुच्यते प्राणसंशयात्‌ ॥ २० ॥ 
अरिष्ट्यामक मध्वादियोग-अरिष्ट दशा में पड़ा हुआ 
रोगी भी मु, आंवले का चूर्ण और सुवर्ण भस्म इन तीनों 
को चाट कर प्राणना के संशय से सुक्त होता हे॥ २०॥ 
शतावरीृतं सम्युपयुक्त दिने दिने! 
सक्षोद्रं ससुबण च नरेन्द्र स्थापचेइशे ॥ २१॥ 
चशीकरण शतावरी धृत योग--प्रतिदिन मड और 
सुवर्ण भस्म के साथ शतावरी इत का भली साति सेवन 
राजा को वश में रखता हं ॥ २१ ॥ 
गोचन्दना सोइनिका मधुक माक्षिक मधु | 
सुवर्णमित्ति संयोगः पेयः सोभाग्यमिच्छता ॥ २२॥ 
सौभाग्यकारक गोचन्द्नादि योग--सौ भाग्य की कामना 
वाले व्यक्ति को योचन्दुना (Beg), मोहनिका (पुत्रजीवक), 
yea, भोरे का मधु और सुवर्ण भस्म एक साथ मिला कर 
पीना चाहिए ॥ २२ ॥ 
पद्मनीलोत्पलक्काये यप्टीमघुकसंयुते । 
सरपिरासादितं गव्यं ससुवणं सदा पिवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


अरध्यायः २९ ] 


पयश्चानुविवेत्‌ fag wate समुद्भवे | 
अलच्मीचे सदाऽऽयुष्यं राज्याय सुभगाच च ॥ २४॥ 
सोभाग्यकारक was योग--झुलेठी युक्त छाल भोर 
नीळ कमल के छाय के द्वारा गोबृत का पाक कर सुवर्णमस्म 
के साथ सदा सेवन करना चाहिए और इसके पश्चात उपयुक्त 
दन्यो के काथ में सिद्ध किया गया दूध पीना चाहिए। चह 
योग दरिदनानाशक, आयुर्वर्घक तथा राज्य और ऐश्वर्य को 
Za वाळा हे ॥ २३-२४ ॥ 
यत्र नोदीरितो मन्त्रो बोगेष्वेतेपु साधने | 
शब्दिता तत्र सदत्र गायत्री त्रिपदा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
_ इन योगों क निर्माण काळ में जहाँ मन्त्र का कधन नहीं 
किया गया द, उन समी स्थलों पर तीन पदों बाळी गायत्री 
का उच्चारण करना चादिषु ॥ २५॥ 
पाप्मानं चाइायन्त्येता sara: श्रियम्‌ | 
कुर्युनीगवलं चापि मनुष्यममरोपसम्‌ ॥ २६॥ 
थे भोपविया, sa आर दारिद्रय का नाश क्र oat 
ध्रदान करती हैँ, हाथी का ae देती हं तथा मनुष्य को 
देवताओं के समान बनाती हैं ॥ २६॥ 
सतताश्चयनं वादः परतन्त्रावलोकनम्‌ । 
वद्वियाचार्यसेबा च बुद्धिमेधाकरो गु(ग)णः ॥ २७॥ 
डुद्ि-सेवावधेक गण--निरन्तर अध्ययन, वाद ( स्वपच- 
साधनं परपन्षवाधन वादः), दूसरे wat ( न्याय, वेश- 
पिङ, व्याकरण आदि ) का अवलोकन तथा इन विद्याओं का 
पठन-पाठन एवं आचार्य की सेवा, डदि और स्मरति बढाते हैं॥ 
Bees भोजचं जीण वेगानां चातिधारणम्‌ | 
त्रह्मचचे महिँसा च साइसाना च चजेनम्‌ 85 ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मेघायुप्कामीयं 
रसायनं नामाष्टारविशोऽध्यायः॥ ९५॥ 
न शि फल ति-- 
नायवर्धक यण--पूर्व आहार के पचने पर भोजन करना, 
मलूमृत्रादि के वेगो का न रोकना, ब्रह्मचर्य (इन्ट्रियसंयम), 
afem और दुस्साहस का परित्याग, आयु की बृद्धि करते Su 
इत्यायुवेंद्त्वसंदी पिकासापाब्याल्यायामष्टाचिंशति* 
समोऽन्यायः ॥ 


~~ 


एकोनानिशत्तमोऽध्यायः 

अथातः स्त्रभात्रच्याविग्रतिपेवनीयं 
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगवान घन्चन्तरिः ॥ २॥ 

स्वभावव्याधिप्रतिपेधनीय रसायन का उपक्रम-इसके 

अनन्तर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने चाळी च्याधियों की 

चिकित्सा के लिए रसायन का वर्णन क्या जा रहा दे, जसाकि 

भरावान अन्वन्तरि ने (Gara रति शिष्यो से) कहा ॥१-२॥ 


रसायनं 


चिकित्सास्थानम्‌ 


११७ 


fenton चतपिपासाजराबत्युनिद्वाप्रसुतीचा 
य॒गधीना ated स्वभावव्याविप्रतिषेधनम्‌, तदधिकृत्य इन car 
यन॑ स्वभावव्याविप्रतिषेषनीयस्‌ | ( eager ) 

न्नह्मादया5स जन्‌ पूबसमृत सामसाज्ञतम्‌ | 
जरासृत्युविचाशाय विधानं तस्य वच्यते 1 ३॥ 

पूर्व काळ सें बरह्मा आदि ने डुढापा और खुव्यु को नष्ट 
करचे के लिए सोम नामक aga का सुजन किया था, 
उसके सेवन का विधान वतळाया जा रहा 6॥ ३॥ 

एक एव खलु भगवान्‌ सोम" स्थानानामाक्कति' 
वीयविशेषेश्वतुविशतिधा भिद्यते 1 ४ ॥ 

२४ प्रकार के सोम-भगवान्‌ सोम एक ही प्रकार के हे 
किन्तु स्थान, नाम, आकृति और वीर्य मेढ से उनके चौबीस 
भेद हो जाते हें nen 

दच्यथा--- 
अंशुमान्‌ सुञ्जवांश्रैव चन्द्रमा रजतप्रभः | 
दूर्वासोभः कनीयांश्च area कनकप्रभः ॥ ५ || 
ग्रतानवांस्तालबृन्तः करबवीरोंऽशावानपि | 
स्वयप्रभो महासोमो हासोमो यश्चापि गरुडाहृतः 1 ६॥ 
गाचत्रक्रटभः पाछा जागतः शाकरस्तथा | 
अग्निप्टोमो रवतश्च यथोक्त इति संन्नितः॥ ७॥ 
गायच्या त्रिपदा युक्तो यश्वोडुपतिरुच्यते | 
एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तनोमभिः Ga: ॥ 5॥ 
जैसे किः--(१) अंशुमान्‌ (२) gaara (३) चन्द्रमा 
(2) रजतप्रम (०) दूर्वासोम (६) कनीयान्‌ (७) श्वेताक्ष 
(८) कनकप्रभ (९) प्रतानवाच (१०) ताळद्वन्त (११) करवीर 
(५२) अंदावान (१३) स्वयग्रम (१४) महासोम (१५) गरुडा- 
(५६) यायत्र (१७) ब्रप्टुभ (१८) पाञ (१९) जागत 
(२०) जाकर ( शाङ्कर ) (२१) भन्निशोम (२२) रेचत (२३) 
त्रिपदा गायत्री भौर (२९) उड्पति, इन वेदोक्त शुभ नामों 
से सोमा का कथन किया जाता है ॥ ec tt 
सर्वेषामेव चेतेयामेको विधिरुपासने | 
सर्वे तुल्यशुणाश्चेव विघानं तेधु बच्यते॥ ६॥ 

इन समी dat के सेवन की विधि पुक ही है तथा 
सभी समान GS देने वाले हैं | इनका सेवन विधान वत्तळाया 
जाता है ॥ ९॥ 

अत्तोऽन्यतमं सोमसुपयुयुक्षः सर्वापकरणपरिचार- 
alta: प्रशस्ते देशे त्रिबुतमागारं कारयित्वा हृतदोषः 
प्रतिसंसष्टरभक्त: ग्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूतनक्षत्रेधु 

अंशुमन्तमादायाध्वरकल्पेनाहतमभिषुतममिहुर्त॑ चान्त- 
रागारे कृतमद्न लस्वस्तिवाचन: सोमकन्दं सुत्रणसुच्या 
विदार्य पयो ग्रह्लीयात्‌ सोवर्ण (राजते वा) पात्रेऽञ्जलि- 
मात्रं, ततः सक्देवोपयुक्ञीत नास्त्रादयन्‌, तत उप- 
स्पृश्य शोषमपस्वतस्ाद्य यमनियमाभ्यामात्मानं संयोज्य 
वाग्यतोऽभ्यन्तरतः सुद्द्विर्पास्यमानो विहरेत 11१०] 
सोम-सेचन की विधि-इनमें से किसी एक सोम का 
सेवन करने की कामना वाळा मनुष्य, सभी साधनां तथा 


११८ 


सेवकॉके साथ, उत्तम भूमि पर, तीनगर्भ वाळा गृह बनवाकर, 
चमन, विरेचनादि के द्वारा शरीर की शुद्धि तथा ससजंन 
क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन करके अभिशेमयज्ञ- 
विधान से लाये गए तथा ऋत्विजों के द्वारा पीडित और 
अभिक्तिप्त, अंशुमान्‌ ( सोमकन्द ) को उत्तम तिथि, करण, 
सुहुतं एवं नक्षन्न में लेकर ग्रह के भीतरी भाग में स्वस्ति- 
वाचन सगळ पाठ करके DAF को सोने की सुई से फाड 
कर सोने के पात्र में एक seq प्रमाण दूध ( रस ) ग्रहण 
करे। इसके वाद विचा स्वाद लिए एक वार में सोम रस पी 
रे। फिर आचमन करके रस निकाले गए अंशुमान्‌ कन्द को 
जळ में डाळ कर यम और नियम के द्वारा मन को एकाम 
तथा मौन धारण करके मित्रों के साथ विहार करे ॥ १०॥ 
विसशः--अध्वरकल्पेनाहतम्‌-अपिश्टेमविधानेनानी तम्‌ । अ- 
भिपुतम्‌-ऽत्विगूभिः पीडितम्‌ । अमिहुत-वहो प्रक्षिप्रस्‌ । अञ्जलिः 
भात्रे-कुडवप्रमाणन्‌ | उपस्पृश्य-आचमन कृत्वा । शेप-ग्रहोतक्षीर- 
मंशुमत' कन्दम्‌ । मन.सक्कूल्यादिनिरोथो नियम , पुनरिन्द्रियदेहयो 
निरोधो यम. । आत्मान चेत* । वाग्यत.-मौनं कृत्वा । 
रसायनं पीतवांस्तु fart तन्मनाः झुचिः। 
आसीत तिष्ठेत्‌ क्रामेच्च न कथञ्चन संविशेत्‌ ॥ ११॥ 
रसायन मनुष्य, वायुरहित स्थान में पान करनेवाला 
सोम का ध्यान करते हुए, पवित्रता पूर्वक वेठे, खडा रंहे और 
चले किन्तु निद्रा न ले॥ ११॥ 
सायं वा सुक्तवातुपश्रुतशान्तिः sacar 
कृष्णाजिनोचरायां सुद्ृद्भििपास्यमान. शयीत, तृषितो 
वा शीतोद्कमात्रां पिचेत्‌ { अशनायितो चा क्षीरं ); 
तत्‌ः प्रातरुत्थायोपश्रुतशान्तिः कृतमद्जलो गां स्पृष्ठा 
तथवासीत, तस्य जीणे सोमे छर्दिस्त्पचते, aa 
शोणिताक्त कृमिव्यामिश्रं छर्दितवते सायं खतशींत॑ 
ait fat; ततस्तृतीये$हनि कृमिव्यामिश्रमति- 
सायेते, स॒तेनानिष्टअतिप्रहसुक्तप्रश्नतिमिर्विशेषेर्बिनि- 
सुक्त: शुद्धतनुभेवति, ततः सायं ख्राताय पूर्वबदेव 
at बितरेत्‌ , क्षौमवस्रास्तठृतायां चैनं शय्यायां 
शाययेत्‌ , ततश्चतुर्थेऽहूनि तस्य खयथुरुत्पद्यते, तत' 
सर्वाज्ञेभ्यः कमयो निष्क्रामन्ति, तद्हञ्च शय्यायां 
पाझुभिरवकीयमाणः शयीत, तत. सायं पूववदेव क्षीर 
वितरेत्‌, एवं पञ्चमपछयोर्दिवसयोतेत, केवलमुभ- 
यकालमस्म क्षीर वितरेत ; ततः सप्तमेऽहनि निमी 
सस्त्वगस्यिभूतः केवलं सोमपरिमहादेवोच्छुसिति, 
ceed क्षीरेण सुखोष्णेन परिपिच्य तिलमधुकचन्द- 
नाजलिप्तदेह पयः पाययेत्त , ततो5ष्टमे$हनि प्रातरेब 
BUNS चन्दनप्रदिग्वगात्र पयः पाययित्वा 
पाथुशय्या WHE छ्ोमबल्मास्तृतायां शय्यायां 
4d, ततोऽस्य मांसमाप्याय्यते, त्वक 
चावदलति, दन्तनखरोमाणि चास्य पतन्ति, 
चवसडिवसात्‌ भश्चत्यगुतेलाभ्यज्ञ: सोमवल्ककषाय- 
परिपेक'; ततो दशमे$हन्येतदेब वितरेत्‌ , ततोऽस्य 


सुश्रुतसंहिता 


त्वक्‌ स्थिरतामुपैति; एबमेकादशद्वादशयोवेतेत, ततः 
खयोदशात्‌ प्रश्चति सोमवल्ककपायपरिपेकः, एवमा- 
पोडशाद्ववेत; ततः सक्तदशाष्टादशयोरदिबसयोदंशना 
ज्ञायन्ते शिखरिणः खिग्धवजैदूर्यस्फदिकप्रकाशाः 
समाः स्थिराः सहिषणवः, aver safe चानवंः शालि 
aga: क्षीरयवागूसुपसेवेत यावत्‌ पञ्चविशतिरितिः 
ततोऽस्मै दद्याच्छाल्योदनं सदूभयकालं पयसा, ततोऽ 
स्य नखा जायन्ते बिद्रुमेन्द्रगोपकतरुणादित्यप्रकाशाः, 
स्थिराः Rava लक्षणसंपन्नाः केशाश्च सूच्मा जायन्ते; 
त्वक्‌ च नीलोत्पलानसीपुष्पवेदूर्यश्रकाशा; ऊध्वं च 
मासात्‌ केशान्‌ बापयेतू , बापयित्वा चोशीरचन्दन- 
कृषणतिलकल्कैः शिरः प्रदिह्यात्‌ पयसा वा ख़ापयेत्‌; 
ततोऽस्यानन्तरं सप्तरात्रात्‌ केशा जायन्ते भ्रमराज्ञ- 
ननिभाः कुञ्चिताः स्थिराः स्निग्धाः ततञ्चिरात्रात्‌ प्रथः 
मावसथपरिसरान्निष्क्रम्य सुहुतं स्थित्वा पुनरेवान्तः 
प्रविशेत्‌ , ततोऽस्य चलातैलमभ्यङ्गार्थेऽ्चायं, यव- 
Reger, सुखोष्ण च पय परिपेकार्थे, अजकः 
णेकपायसुत्सादनार्थे, सोशीरं कूपोदकं स्नानार्थे, चन्द्‌- 
नमठुलेपार्थ, आमलकरसविमिश्राश्चास्य यूषसूपविः 
कल्पाः, क्तीरमधुकसिद्धं च कृष्णतिलमवचारणार्थ, 
एवं दशरात्र; ततो5न्यइशरात्रं द्वितीये परिसरे वर्तेत; 
ततस्तृतीये परिसरे स्थिरीकुवेन्नात्मानमन्यददशरात्र- 
मासीत, किञ्चिदातपपचनान्‌ ar सेवेत; पुनश्चान्तः 
प्रविशेत्‌ , न चात्मानमाद्शेऽप्सु वा निरीक्तेत रूपशा- 
लित्वात्‌ ; ततोऽन्यदशरात्रं कधादीन्‌ परिहरेत्‌ , एवं 
सर्वेषामुपयोगविकल्पः | विशेषतस्तु वल्लीप्रहः्चक्षुपका- 
द्यः सोमा त्राह्मणक्षत्रियवेश्येमक्तयितव्या: | तेषां तु 
प्रसाणम्धेचतुष्कमुष्टयः ॥ १२॥ 


अथवा सन्ध्या समय भोजन तथा मंगळ पाठ श्रवण कर, 
Su की wager fet हुई कुशा की शय्या पर मित्रों 
के मध्य में सोवे। प्यास रूगने पर अल्प-मात्रा में शीतळ 
जल का पान करे। फिर प्रात'काळ उठकर, मगलपाठ श्रवण 
कर तथा स्वस्ति वाचन करके शो का स्पर्श करे एवं पूर्ववद्‌ 
विहरे । सोम का पाचन होने पर वमन होता है । रक्तमिश्रित, 
कृमियुक्त वमन करने चाळे मनुष्य को सन्ध्या समय उष्ण 
दूध शीतल करके पिळावे । तीसरे दिन कृमियुक्त रेचन होता 
है। इससे वह सचुप्य अनिष्ट तथा प्रतिग्रह भोजन आदि से सुक्त 
होकर शुद्ध शरीर वाळा होता है । सन्ध्यासमय स्नान किए 
हुए उस मजुप्य को पूर्ववत्‌ दूध पिळावे और रेशमी चादर 
fret हुई शय्या पर सुळावे। चौथे दिन उस व्यक्ति के शरीर 
सें शोथ उत्पन्न होता है एवं सम्पूर्ण अङ्गों से aft निकलते 
ह। उस दिन शय्या पर witha सोवे और सन्ध्या 
समय Wad दूध पीवे। इसी धकार wad और छुठे दिन 
करे, उसे दोनों समय केवल दूध पिळावे । सातवें दिन त्वचा 
और मांससे रहित अस्थि वाळा होकर वह केवल सोमपान के 


TNT’ २९ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


११६ 


कारण श्वास लेता है। उस दिन सुसोप्ण दूध से स्नान 
करा, तिळ, झुलेटी और चन्द्र का सम्पूर्ण शरीर में छेप 
लगावे और दूध पिळावे। आठवे दिन प्रात-काल में ही दूध 
से स्नान किए हुए तथा शारीर में चन्दन का लेप छगाये 
हुए मनुष्य को दूध पिछाकर, धूलि की शय्या से उठाकर, 
रेशमी चादर fret हुई शय्या पर सुळावे। इसके पश्चात्‌ 
उस मनुष्य का मांस पुष्ट होने लगता दे, त्वचा फटने लगती 
है, via, नस और रोम गिर जाते हें। नवें दिन उसके 
शरीर पर अणु ae की मालिश तथा सोम की छाळ के काथ 
से स्नान करावे । aa दिन यही कार्य करे इससे उसकी 
त्वचा स्थिर हो जाती हे । इसी प्रकार ग्यारह और aie 
दिन ati ea दिन सोम की ge के काथ से स्नान 
करावे शौर इस प्रकार deed दिन तक करे । सत्रहवें दिन 
नोकीले, चिकने, हीरा, वेइय और स्फटिक की भाँति 
ame, मम, स्थिर तथा सहनशीळ दाँत निकलते =I 
उस दिन से पुराने शालि चावल के द्वारा दूध में बनाई गई 
यवागू का सेवन पच्चीसचें दिन तक ati फिर दोनों समग्र 
उसे शालि mae का गळा हुआ भात दूध के साथ खिछाचे | 
उस व्यक्ति के मूगा, वीरबहूटी भौर चाळ सूर्य के समान 
wie नग तथा स्थिर, चिकने, उत्तम लक्षणों से युक्त एवं 
सूक्ष्म केश उत्पन्न होते हैं । त्वचा, नील कमळ, तीसी के फूल 
aie dae की माँति सुंदर होती दे। एक मास के वाद Bait 
को कटचाचे और केदा क्टवाकर खस, चन्दन तथा काठे 
तिळ के sen का लेप दिर पर छगावे अथवा दूध से 
स्नान करावे। सात दिन के वाद उस व्यक्ति के भोरे और 
अञ्जन के समान काळे और Fars, स्थिर तथा चिकने केश 
निकळते है । तीन दिन के पश्चात्‌, प्रथम वासस्थान की 'चहार 
दिवारी से निकलकर, एक चण रुककर पुनः अन्दर प्रवेश 
करे। उस मनुष्य के अभ्यद्ग के लिये वळा तेळ, उवटन के लिये 
जौ की fect, सनान के fea सुखोष्ण दूध, घर्षण के fe 
aan कपाय ( कल्क ), स्नान के लिये खसयुक्त कूप जळ, 
लेप के लिये चन्दन, और आँवले के रस से युक्त यूप तथा 
सूप भादि का प्रयोग करे और दूध एवं gaat के साथ faz 
काळे तिळ का लेप शरीर में ळगावे । इस प्रकार दस दिन 
करे । फिर दूसरे दस दिन दूसरे गर्भ में (घर के दूसरे भाग मैं) 
रहे । फिर तीसरे गर्भ में अपने को स्थिर रखते हुए, za दिन 
वास करे भौर कुछ धूप तथा ag का सेवन कर पुनः घर 
में भवेश करे । रूपवान दो जाने के कारण अपनी छाया दीच्या 
याजळमें न देखे । अन्य दर fd तक क्रोध ale का 
परित्याग ati इसी प्रकार समी सोमा के सेवन का कम 
हे! विशेष रूप से रता, प्रतान (दाखा वाले) और छुप 
( छोटे पौधे) आदि स्वरूप वाळे सोमो का सेवन ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा dea को करना चाहिये। इनकी मात्रा साढे 
चार पळ है ॥ १२ ॥ 
अंशुमन्तं da पात्रेडमिपुणुयात्‌ , चन्द्रमस॑ 
राजते; वाबुप्युज्याष्टरगुणमैश्वर्यमवाप्येशानं देवसनुप्रवि- 
शति, शेपांस्तु ताम्रमये २ सुन्मये चा रोहिते वा चर्मणि 
वितते, शूद्रवज त्रिमिवणेः सोमा उपयोक्तञ्याः | तत- 
mga मासे पौणमास्यां gat देशे ब्राह्मणानःचेयित्या 


Ns 


कृतमङ्गलो निष्क्रम्य यथोक्तं प्रजेदिति ॥ १३ ॥ 

_ अनेकविध सोमा के रस-प्रहण के लिए पात्रों का 
निर्देश-अंशुमान सोम को सोने के पात्र में निचोडना 
चाहिये और चन्द्रमस को चाँदी के पात्र में। इन दोनों का 
सेवन कर मचुप्य, अणिमा, छविमा आदि अष्टविध ऐश्वर्य 
को प्राक्त कर देव महेश्वर को प्राप्त करता है । शेप अन्य सोमो 
को ताम्वा या मिट्टी अथवा रोहितस्ग के चर्म से निर्मित बढ़े 
पात्र में निचोडना चाहिये । शूद्धों को छोड़कर भन्य तीन 
चणे के व्यक्तियों को, सोम का सेवन करना चाहिये। चौथे 
मास में पूर्णमासी को पवित्र स्थान से ब्राह्मणों की पूजा तथा 
स्वस्तिवाचन, भगळपाठ करके रह से निकल कर पूर्वोक्त 
विधि के अनुसार चले ॥ १३॥ 


ओपचीनां aff सोममुपयुन्य विचक्षणः | 
दशवर्षसहस्राणि नवां धारयते तनुम्‌ ॥ १४॥ 
सोमसेवन का फल--औपधिया के स्वामी सोम का 
प्रयोग कर झुद्विमान्‌ मनुष्य दस सहस्र वर्ष तक नवीन 
दारीर धारण करता हे ॥ १४॥ 
नाभिने तोयं न विप न शस्त्रं areata च | 
तस्यालमायुः क्षपणे समर्थानि भवन्ति हि ॥ १४ ॥ 
आमि, जळ, विप, दाख और अस्त्र कोई भी सोम-सेवन 
करने वाले मनुष्य की आयु नष्ट करने में समर्थ नहीं होते ॥ 
भद्राणां पष्टिषषोणां प्रखुतानामनेकधा | 
कुञ्जराणां सहस्रस्य बल समधिगच्छति ।। १६॥ 
साठ वर्ष की आयु वाले भद्रजाति के तथा अनेक वार 
जिनके मस्तकों से मद चू चुका है, ऐसे सहस्र हाथियों का 
चळ सोम सेवन करने वाळा मनुष्य प्राप्त करता है ॥ १६॥ 
क्षीरोदं शक्रसदनमुत्तरांश्च कुरूनपि | 
यत्रेच्छति स ag वा तत्राप्रतिहता गतिः tt १७॥ 
क्षीरसागर, इन्द्रपुरी तथा उत्तर कुरु प्रदेश, जहाँ भी वह 
व्यक्ति जाना चाहे उसकी गति अकुण्ठित रहती है ॥ १७॥ 
कन्दं इव रूपेण कान्त्या चन्द्र इवापरः । | 
प्रह्मदयति भूतानां मनांसि स महायुतिः ॥ १८॥ 
रूप में कामदेव के समान तथा कान्ति में दूसरे चन्द्रमा 
की भाँति वह महान्‌ तेजस्वी ager जीवों के मन को 
प्रसन्न करता हे ॥ १८ ॥ 
साङ्गोपाङ्गांश्च निखिलान्‌ वेदान्‌ विन्दति तत्त्वतः | 
वरत्यमोघसझूल्पो देववच्चाखिलं जगत्‌ ॥ १६॥ 
वह मजुप्य समस्त वेदों तथा उनके अङ्ग एवं sagt के 
तत्त्व को जानता दे, उसके सकदप अव्यर्थ होते हैं और वह 
देवताओं की भाँति समस्त संसार मे विचरता है ॥ १९॥ 
सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्च च | 
तानि gar च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥२०। 
एकेकं जायते पत्र सोमस्याहरहस्तदा | 
शुछस्य पोर्णमास्यां तु भवेत्‌ पञ्चदशच्छदः॥ २१॥ 
शीर्यते पत्रमेकेक दिवसे दिवसे पुनः । 
क्ृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥ २२॥ 


PPP LPL LP, 
PPL ALLL POLL LL a 


सोसा के सामान्य छत्तण--सभी सोमा में पन्द्रह पत्त होते 
द और वे goad निकळते तथा कृष्णपत्र में झड जाते 
हैं। gece में प्रतिदिन सोम का एक एक पत्ता उत्पन्न होता 
है तथा पूर्णमासी के दिन घे पूरे पन्द्रह हो aes! ga 
कृष्णपन्न में प्रतिदिन एक पुक पत्ता झटने छगना ह ओर पक्ष 
की समाति पर (अमावस्या को) कवळ लता दोष रह जाती Sil 
अंशुमाचाञ्यगन्धस्तु कन्दवान्‌ रजतप्रभः | 
कढल्याकारकन्दस्तु मुञ्जवांल्लशुनच्छदः | २३ || 
विविध सोमो के विदिष्ट लक्षण--अंथुमान सोम ga की 
Wa वाळा तथा र्जतप्रभ कन्दयुक्त होता दै | सुवान सोम 
में केळे के समान कन्द और रशुन की भाँति पत्ते होते हं ॥ 
चन्द्रमाः कनकाभासो जले चरति सवेदा | 
गरुडाद्वतनामा च श्वेताक्षश्चापि पाण्डुरी ॥ २४ ॥ 
सपेनि्माकसदृशी नी वृक्षाघावलम्विनी | 
तथाऽन्ये मण्डलेक्चित्रेश्रित्रिता इब भान्ति ते ॥२४५॥ 
सत्रे एवं तु विनेयाः सोमाः पञ्चदशच्छुदाः | 
क्रीरकन्दलताचन्तः पत्रनीनाविघेः स्मृताः ॥२६॥। 
चन्रमा सर कनकप्रभ सोम सदा जल में रहते हे । Te 
डाहत सौर श्वेताज्ष सप की eae के समान तथा पाण्डुर 
(धूमर)वर्ण के होते हैं एवं बच के अग्रभाग में ल्टक रहते हैं । 
शेष अन्य सोम मण्डळाकार चित्रों से चित्रित की भांति 
प्रतीत होते हैं। सभी सोम पन्द्रह पत्ते वाळे होते हें, उनके 


कन्द में दूध तथा छताये होती हैं एवं पत्ते नाना प्रकार के 
होते इं ॥ 


हिमवत्यचुंदे सह्ये aes wet तथा । 

aman देवगिरी गिरो देवसहे तथा ॥ २७॥ 

पारियात्रे च विन्ध्ये च tage हृदे तथा | 

उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा चे महीधराः 1 २८॥ 

पञ्च तेपामवो मध्ये सिन्धुनामा aera: | 

हटठवन पुरते तत्र चन्द्रमा सोमसत्तमः ॥ २६॥ 

सोमा की उत्पत्ति के स्थानों का नि्ेग-हिमाळ्य, az 

सहा, Hes, मल्य, श्रीपर्वत, देवगिरि, पारियात्र, विन्ध्य, 
sage तथा हद (बड़े ताछाच) मे सोम पाये जाने हैं। 
वितस्ता नदी के उत्तर में, aga वडे जो पाँच पर्वत हैं, उनके 
नीच, सथ्य में, सिन्डु नामक महानद है, उसमें, सोमं में 
श्रेष्ठ चन्द्रमा, हट ( जळङ्म्मी ) की भाँति तरता रहता है ॥ 

तस्योदेशेषु चाण्यस्ति सुञ्ज्ानंशुमानपि | 

काश्मीरेंपु सरो दिव्यं A क्षु्कमानसम्‌ ॥३०॥ 

गाचत्रक्षेट्रभः पाळू जागतः शाक्करस्तथा | 

अत्र सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥३१। 

सुज्ञवान और अशुमान्‌ भी चन्द्रमा नामक सोम के 

समाप रद्दणे ह 1 काम्मीर में चुद्रक मानस नामक दिव्य 
सरोवर दे, वहाँ Was, AA, पाड, जागत तथा शाक्वर 
एवं अन्य दूसरे चन्द्रमा क समान सुंदर सोम भी हे॥३०-३५॥ 

यश्चात्र मन्दमाग्येस्ते भिषजञ्चापमानिता. | 

न तान्‌ पश्यन्त्यवर्मिट्टाः कृतन्नाञ्चापि मानवाः 


सुश्ववसंहिता 


OO OO OOP ODE BORD DDE DROP DDE DROP ODEO OOO Te OL LP POLL OL LLL LLL LL APPL LL LLL ४४४४९४४ PPL LL LPL POLL PLES a 
PLL PLL LL. 


भेपजद्वेपिणश्वापि त्राह्मणट्टेपिणस्तथा ॥३०॥ 
इति श्रीसश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वभाव- 
नीयं nn . a 
व्याधिप्रतिपेवनीयं रसायनचिक्रित्सितं नामे" 
कोनत्रिंशो$व्याय: || २६ ॥ 
हिं डच on) 
भाग्यहीन, वेद्य का अपमान करने वाले, अधार्मिक और 
gan तथा औषधियों एवं ब्राह्मणों से ga रखने वाले मनुष्य 
उन्हें देख नहीं पाते ॥ 2२ ॥ 


हत्यायर्व दतच्वसंदी पिकाभापाव्यास्यायामेकोन त्रिंग त्तमो धध्याय Il 


— ० ४८+सबसलस 


चिंशत्तमोऽध्यायः 


अथातो निवृत्तसन्वापीयं रसायनं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ चन्तरन्तरिः ॥ २॥ 
निवत्तसंतापीय र्सायनाध्याय का उपक्रम-इसक अन" 
न्तर, सन्ताप को दूर करने वाले, रसायन चिकित्सा का वर्णन 
किया जा रहा हे, जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (aaa 
mafe firett से) कहा ॥ १-२ ॥ 
यथा नित्वृत्तसन्तापा मोदन्ते दिवि देवताः। 
तथोपधीरिमाः प्राप्य मोदन्ते भुवि मानधाः॥ ३॥ 
जिस प्रकार सन्ताप ( दु स्व ) से सुक्त देवता लोग स्वगं 
में प्रसन्न होते दें, उसी प्रकार इन औषधियों को प्राप्त कर 
मनुष्य gett पर हपित होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ खलु सप्त पुरुपा रसायनं नोपयुज्जीरन्‌; 
तयथा-अनात्मवानलसो दरिद्र: प्रमादी व्यसनी 
ase भेपजापमानी चेति। सप्तभिरेव कारणेन 
संपद्यते; तद्यथा-अन्ञानादनारम्भाटस्थिरचित्तत्वा- 
दारिट्रयाटनायततत्वादचमोदीपघालाभाचेति ॥ 8 ॥ 
रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष--सात प्रकार के मनुष्यों 
को रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए, जेसे-अजितेन्ट्रिय, 
आलमी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकर्म में लिप्त और 
औषधियों का अपमान करने बाले । सात कारणों से ही, 
रसायन सेवन का फल ग्रा नहीं होता-१ अज्ञान > औषध 
का आरम्भ न करना दे मन की चञ्चलता ४ दरिद्वता 
७ पराघीनता, ६ अधर्म तथा ७ औषध का न मिलना nell 
अथोपधी्योव्याख्यास्यामः--तत्राजगरी, श्वेत 
कापोती, कृषणकापोती, गोनसी, वाराही, कन्या, 
छत्रा, अतिच्छत्रा, करेरणु; अजा, 'चक्रक्रा, आदित्य- 
पर्णी, त्रह्मसुवर्चला, श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी; 
अजलोमी, महावेगवती, चेत्यष्टादश सोमसमवीयो 
सहोपघयो व्याख्याताः | तासां सोमवत्त क्रियाशीः- 
स्तुनयः शाञ्जेऽभिहिताः । तासामागारेऽमिइुतानां 
या' श्षीरवत्यस्तासां क्षीरकुडचं सक्देवोपयुञ्जीत, 
यास्त्वक्षीरा मूलवत्यस्तासां प्रदेशिनीप्रमाणानि त्रीणि 


श्रध्यायः २० ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


+ 


१६१ 


काण्डानि प्रमाणमुपयोगे, खेतकापोती, समूलपत्रा | 
भक्षयितव्या, गोनस्यजगरीकृष्णकापोत्तीनाँ सनख- 


सृष्टि खण्डशः कल्पयित्वा क्षीरेण विपाच्य परिखा- 
व्याभिघारितमभिहुतं च सङ्गदेवोपयुङ्जीत, चक्रकायाः 
पयः सकृदेव, त्रह्मसु॒वचेला सप्तरात्रमुपयोक्तव्या भच्य- 
कल्पेन, शेषाणां पञ्च पञ्च पलानि ध्ीराढककथितानि 
अस्थेऽवरिष्ठेऽवतार्यं परिस्राव्य सङ्देवोपयुञ्जीत | 
सोमवदाहारविहारो व्याख्यातो, केवलं नवनीतमभ्य- 
ज्ञार्थ, शेपं सोमचदानिर्गमादिति ॥ ५॥ 


सोमसदृश अन्य रसायन ओपधियाँ--इसके आगे आपः 
थियों का वर्णन किया जाता है-अजगरी, शेत कापोती, 
कृष्णकापोत्ती, गोनसी, वाराही, कन्या, छत्रा, अतिच्छत्ना, 
करेणु, अजा, चक्रका, आदित्यपर्णी, ब्रह्मसुवचंछा, श्रावणी, 
महाश्रावणी, गोलोमी, अजलोमी और महावेगवती, इन 
अठारह औषधियों को, सोम के समान शक्तिशाली कहा गया 
है। इनका सेवन-विधान तथा गुण और प्रदाता भी, सोम की 
भांति शाख में वर्णित है। होम किए हुए गुद में (प्रवेश करके) 
इनमें से जो दूध वाले हों, उनका एक कुडव (४ पल) दूध, 
एक वार में पी ले। जो दूधरहित मूळ वाली हों, उनकी 
तर्जनी अंगुलि के तुल्य, तीन टुकड़ों की मात्रा का उपयोग करे । 
श्रेत कापोती, मूळ और पत्ते के साथ सेवन करनी चाहिए । 
गोनसी, अजगरी और कृष्ण कापोती को, नख सहित एक 
wet प्रमाण, छोटे छोटे इकडे करके, दूध में पकाकर तथा छान 
कर, थोडा घी मिटा, होम करके, एक वार में सेवच करे। 
चक्का का दूध एक वार में पीवे। घहासुवचंछा का सेवन 
भषयक्ल्प ( माळपुआ, पूडी, कचौडी आदि) विधान से 
सात दिन करे। शोप अन्य सोमो को पांच-पांच पळ लेकर, 
एक आढक दूध में पकावे और एक प्रस्थ दूध अवशिष्ट रहने 
पर अभि से उतार, छान कर, एक वार में सेवन करे | आहार- 
fier का विधान, सोम की तरह समझे और अभ्यङ्ग में केवळ 
मक्खन का प्रयोग करे। शेष सभी विधान, ge से वाहर 
निकलने तक, सोम के तुद्य है ॥ ५॥ , 


wafer चात्र ~ 
युवानं सिहविकरान्तं कान्तं श्ुतनिगादिनम्‌ | 
कुर्युरेताः sata द्विसहस्रायुषं नरम्‌ ॥ ६॥ 
रासायनिक ओपधियों के सेवन का-फल--जैसे कि :--ये 
ओऔपधियाँ, क्रमानुसार मनुष्य को युवा, सिंह के समान वळ" 
mel, सुन्दर, wife शीळ तथा दो सहस्त चर्ष की eng 
चाळा बनाती हैं ॥ ६॥ 
अङ्गदी कुण्डली मौली द्व्यख्रक्चन्दनाम्बरः | 
चरत्यमीघसंकल्पो नभस्यम्बुदढुगंमे ॥ ७॥ 
चाजूबन्द, कुण्डळ, मुकुट, दिव्यमाळा, चन्दन और ae 
धारण करके तथा सफल मनोरथ होकर, मनुष्य, बादलों के 
लिए भी दुर्गम, आकाश में विचरता हे ॥७॥ 
ase पक्षिणो येन जललम्बाश्व तोयदाः | 
गतिः सौपधिसिद्धस्य सोमसिद्धे गतिः परा ॥ ८॥ 


१६ go चि० 


पढियो तथा जल से भरे हुए वादों की भांति औषधि- 
सिद्ध मनुष्य की गति होती हे । सोमलिद्ध पुरुष की गति तो 
कुछ दूसरी ही है अर्थात्‌ वह इनसे उत्कृष्ट होती है ॥ ८॥ 


अथ वृच्यामि विज्ञानमौषधीनां एथक्‌ प्रथक्‌| 
मण्डलेः कपिलेश्ित्रे: सर्पामा पञ्चपर्णिनी ॥ ६॥ 
पद्चारत्रिश्रमाणा च बिज्ञेयाऽजगरी ga: 
निष्पत्रा कनकाभासा सूले व्यबुलसंमिता॥ १० ॥ 
सर्पाकारा लोहितान्ता श्रेतकापोतिरुच्यते | 
द्विपणिनीं मूलभवामरुणां ऋष्णमण्डलामू॥ ११॥ 
व्यरह्निसात्रां जानीयाहोनसीं गोनसाकृतिम्‌ | 
सक्षीरां रोमशां गद्दी रसेनेक्षुरसोपमाम्‌ ॥ १२॥ 
एवंरूपरसां चापि कृष्णकापोतिभादिशेत्‌ | 
क्ृष्णसपस्वरूपेण बाराही कन्द्संभवा ॥ १३॥ 
एकपत्रा महाबीयी भिन्नाक्षनसमप्रभा | 
छत्रातिच्छत्रके विद्याद्र्षोत्रे कन्दसंभवे | १४ ॥ 
जरामृत्युनिवारिण्यी श्वेतकापोतिसंस्थिते | 
a AS a, 
कान्तैद्वोदशमिः पत्रेमंयूराद्वरुहोपमेः १५॥ 
कन्दजा काव्वतक्षीरी कन्या नाम महोषधी | 
करेणुः सुबहुक्षीरा कन्देन गजरूपिणी ॥ १६॥ 
हस्तिकर्णपलाशस्य तुल्यपणी द्विपर्णिनी | 
अजास्तनाभकन्दा तु सक्षीरा क्षुपरूपिणी i १७॥ 
अजा महौषधी ज्ञेया शब्ठइन्देन्दुपाण्डरा। 
शेतां विचित्रकुछुमां काकादन्या समां क्षुपाम्‌ ॥ १८॥ 
चक्रकामोपधी विद्याजरासृत्युनिवारिणीम्‌ | 
मूलिनी पञ्चभिः पत्रैः सुरक्तांधुककोमलेः ॥ १६ ॥ 
आदित्यपर्णिनी ज्ञेया सदाऽऽदित्या्ुबतिनी | 
कनकाभा जलान्तेधु सर्वतः परिसर्पति ॥ २०॥ 
सक्षीरा पद्मिनीप्रख्या देवी ्रहमसुवचेला | 
अरब्लिमात्रक्षुषता पत्रेद्दःथहुलसंमितेः ॥ २१ ॥ 
पुष्पेनीलोत्पलाकारे: फलेश्वाजनसन्निभेः | 
श्रावणी महती शेया कनकाभा पयस्विनी॥ २२॥ 
श्रावणी पाण्डुराभासा महाश्रावणिलक्षणा | 
गोलोमी चाजलोमी च रोमशे कन्दसंभवे ॥ २२ ॥ 
ganda विच्छिन्नेः पत्रेमूलसमुद्धवेः | 
अथवा MSI च समाना सबरूपतः ॥ २४॥ 
रासायनिक विविध औषधियों के छक्षण-डूसके आगे, 
औषधियों की पहचान, एथक्‌ एथक्‌ वतळाई जाती ह्ठै। 
अजगरी, योछाकार, धूसर वर्ण के चित्रां से चित्रित, सपं के 
समान, पाँच पत्तों वाली तथा पाँच भरलि ( वालिर्त ) 
प्रमाण की होती है। श्वेत कापोती, पत्ररहित, स्वर्ण के 
समान आभाचाळी, मूळ में दो sige छम्वी, सर्पाकार 
तथा ळाळ किनारे वाली होती है । गोनसी, दो पत्ते 
चाळी, राळ जड़ तथा काले मण्डल से युक्त, दो भरति 
at और गौ के खुर के समान आकृति वाळी होती है। 


१२२ 


कृष्ण कापोती, दूध युक्त, रोमवाली, कोमळ, गन्ने के रस के 
समान रस वाली और उसी रूप-रस की होती है। वाराही 
स्वरूप में काले सर्प फे समान, कन्द से उत्पन्न होने वाळी, 
एक पत्ते वाळी, महान्‌ शक्ति सम्पन्न और टूटे हुए अञ्जन की 
भांति, चमक से युक्त होती है । छत्रा और अतिचुत्रा, राचसों 
का नाश करने चाळी, कन्द से उत्पन्न होने वाळी, चुढापा और 
सत्यु को दूर करने वाळी तथा खेत कापोती के समान आकृति 
चाली होती है! कन्या नामक महौपधि, मोरपख के समान 
सुन्दर वारह पत्तों से युक्त, कन्द से उत्पन्न होने चाळी तथा 
सुनहरे रग के दूध वाली होती है। करेणु अधिक दूध वाली, 
हाथी के समान कन्दवाळी तथा हस्तिकणंपलाश के समान 
पत्तों चाळी एवं दो पत्तों से युक्त होती है। अजा नामक 
महौपधि, बकरी के स्तन की भाति कन्द वाळी, दूध से युक्त, 
चुप ( छोटे पौधे ) के आकार वाली तथा शंख, छन्द (पुष्प) 
भोर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल होती हे। चक्रका ओषधि, 
श्वेत, विविध वर्ण के पुष्पों से युक्त, काकादनी (ger ) के 
पौधे के समान और जरा एवं मृत्यु को दूर करने वाली होती 
है। आदित्यपर्णी, मूलवाळी, सूय की छाल किरणों के समान 
सुन्दर, कोमल, पाँच पत्तों से युक्त तथा सदा सूयं का अनु 
गमन करने चाली होतो हे । देवी ब्रह्मसुवर्चला, सोने के 
समान चर्ण दाली, जल के किनारे फैलने at, दूध युक्त 
और कमळिनी के समान होती हे । श्रावणी का पौधा एक 
चालिश्त लम्बा, पत्ते दो aye छम्बे, ge नीलोफर की 
आकृति के और फळ अञ्जन के समान होते = | महाश्रावणी, 
सोने के समान चमकीली, दूध से युक्त, धूसर वणं वाळी 
और महाश्रावणी के लक्षणा से युक्त होती हे । गोळोमी और 
भजलोमी, रोमवाळी, कन्द से उत्पन्न होने वाळी, हंसपदी के 
समान कटे हुए तथा जडों से निकलने चाले पत्तों वाळी अथवा 
सम्पूर्ण रूप से शंखपुष्पी के समान होती हे ॥ ९-२४॥ 
वेगेन महताऽऽविष्टा सप॑निर्मोकसन्निभा | 
एपा वेगवती नाम जायते हाम्बुदक्षये ॥ २५॥ 
वेगवती, वेग से बढ़ने वाळी, साँप की केचुळ के समान 
आकृति वाळी और वर्षा ऋतु के अन्त मे ( शरद्‌ ऋतु में ) 
उत्पन्न होती है ॥ २५॥ 
सप्तादौ सर्परूपिण्यो ह्योपध्यो याः प्रकीर्तिताः | 
TAGS काय सन्त्रेणानेन सेदो ॥ २६॥ 
रासायनिक ओपधियों के उखाडने का मन्त्र--प्रारम्भ 
साप की आकृतिवाली जिन सात औषधियों का वर्णन किया 
गया है, उन्हे इस अधोलिखित मन्त्र के साथ, सदा उखाडना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 
महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गत्रामपि | 
तपसा तेजसा चाऽपि प्रशाम्यध्य शिवाय घे | २७॥ 
महेन्द्र, राम, कृष्ण, बाह्मण और गो के तप और तेज से, 
कल्याण करने के लिप, शान्त रहो ॥ २७ ॥ 
मन्त्रेणानेन मतिमान्‌ सवो एवाभिमन्त्रयेत्‌ | 
अश्रदधानरल्स ङृनध्ने, पापकर्ममि:॥ २८॥ 
नेवासादयितु शम्याः सोमाः सोमसमास्तथा | 


सुश्रुतसंहिता 
इस मन्त्र के द्वारा बुद्विमान्‌ वेच, समी औषधियों को 


अभिमन्त्रित करे । wera, आळसी, gan और पापकमं 
में रत मनुष्य, चन्द्रमा के तुल्य सोमो को, प्राप्त नहीं कर 
सकते ॥ २८ ॥ 
पीतावशेषममृतं देवैत्रह्मपुरोगमेः ॥ २६ ॥ 
निहितं सोमवीर्यासु सोमे चाप्योपधीपतो | 
पूर्वोक्त ओषधियों के erga समान गुणकारी होने में हेतु- 
ब्रह्मा के पश्चाद्वामी देवताओं ने, पीने से बचे हुए अमृत को, 
सोम के समान वीर्य वाळी औषधियों में तथा आऔपधियों के 
स्वामी चन्द्रमा सें रख दिया ॥ २९॥ 
देवसुन्दे हदवरे तथा सिन्धौ महानदे॥ ३०॥ 
दश्यते च जलान्तेषु मेष्या त्रह्मतुवचेला | 
आदित्यपर्णिनी ज्ञेया तथैव हिमसंक्षये ॥ ३१॥ 
हश्यतेऽजगरी नित्यं गोनसी चाम्बुदागमे | 
काश्मीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्षुद्रकमानसम्‌ ॥ ३२॥ 
करेणुस्तत्र कन्या च छत्रातिच्छत्रके तथा | 
गोलोमी चाजलोमी च महती श्रावणी तथा ॥ ३३॥ 
बसन्ते कृष्णसपौख्या गोनसी च प्रदृश्यते | 
कौशिकीं सरितं तीर्त्वा सञ्जयन्त्यास्तु पूतः ॥ ३४॥ 
fasts चल्मीकेराचितो योजनत्रयम्‌ | 
विज्ञेया तत्र कापोती Bar वल्मीकमूर्धपु ॥ ३४॥ 
सलये नलसेतौ च वेगबत्योषधी war । 
कार्तिक्यां पौणमास्यां च भक्षयेत्तासुपोषितः ॥ ३६॥ 
सोमवच्चात्र वर्तेत फलं तावच्च कीर्तितम्‌ | 
सर्वो विचेयास्त्वोषध्यः सोमाञ्चाप्यबुदे गिरौ ॥ ३७ ॥ 
स अल्ेदेबचरितेरम्बुदानीकभेदिभिः | 
व्याप्तस्तीयेंश्व विख्यातैः सिद्धर्षिसुरसेवितेः ॥ ३८ ॥ 
गुहामिभीमरूपाभिः सिंहोन्नादितकुक्षिभिः ॥ 
गजालोडिततोयाभिरापगामिः समन्ततः | 
विविधेघोतुभिश्चित्रैः सर्वेत्रैबोपशोमितः॥ ३६॥ 
नदीषु VAY सर'छु चापि 
पुण्येष्बरण्येपु तथाऽऽश्रमेषु | 
aaa सर्वाः परिमार्गितव्याः 
aaa भूमिहिं बसूनि धत्ते ॥ ४०॥ 
इति श्रीसुश्रुवसंहितायां चिकित्सास्थाने निवृत्तसंतापीयं 
रसायन नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
हि Kee 
पूर्वोक्त ओपधियों के उत्पत्ति-प्रदेश--जळाडयो में श्रेष्ठ 
देवसुन्द तथा सिन्धु महानदी में एवं जल के किनारे, मेष्या 
बह्मसुवचेछा दीखती है। इसी प्रकार आदित्यपर्णी वसन्त 
ऋतु में दिखलाई पडती हे । अजगरी सदा तथा गोनसी वर्षा 
ऋतु में रटिंगत होती दे! काश्सीर में aes मानस नामक 
एक दिव्य जलाशय हे, वहाँ करेणु, कन्या, छत्रा, अतिछुत्रा, 
गोलोमी, अजलोमी, श्रावणी और महाश्रावणी उत्पन्न होती 


~ 


अध्याय ३५] 


चिकित्सास्यानंम्‌ 


१३३ 


RE en ४०१०0 “१-८ Ny PERLE ae शमला 


हैं । वाराही भौर गोनसी वसन्त ऋतु में दिसलाई पठती है । 
कौशिकी नदी को पार करके, सझ्षयन्ती के पूर्व में, वल्मीक से 
भरा टमा तीन योजन का भूभाग है, वहाँ श्वेतकापोत्ती मरय 
पर्वत तथा नळ सेतु पर निश्चय प्राप्त होती दे । इसे कार्तिक 
मास की पूर्णिमा को उपवास करके सेवन करना चाहिए। 
इसमें सोम सेवन की भांति आहार और आचार तथा गुण 
यत्तलाया गया ह! सभी ओऔवषधियाँ तथा सोम अर्घुदगिरि से 
एकप्रिन करनी चाहिए। उस पर्वत की चोटियों पर देवता 
विचरते हैं, fat मेघघटा झा भेदन करते हैं, (ऊँचाई के 
कारण ) वह प्रसिद्ध तीर्थं स्थानों से भरा हुआ दै तथा वहाँ 
सिद्ध ऋषि भौर देपताज्नों का चास है। यष्ट भयद्धर शुद्दाओं 
तथा सिंदगर्जना से प्रतिध्वनित gi से व्याप्त तथा हाथियों 
के द्वारा आलोडित नदियों के जळ से चवृदिक्‌ घिरा हुआ है 
आर नाना प्ररार के धातु एव चित्र विचित्र बम्तुर्भा से समी 
स्थानों में सुझोमित है। नदी, पर्यंत, जलाशय, पवित्रवन, 
आश्रम of सभी स्थानों में एन सम्पूर्ण औषधियों को ट्रेंद ना 
चाहिए क्योंकि भूमि सभी स्थलों पर सम्पत्ति धारण करती हृ 
एस्यायुवेदतच्यसंदी पिकाभाषाय्यारयायां त्रिणत्तमोडध्यायः ॥ 


एकनिद्वात्तमा$ध्यायः 


Raa: खोेहापयीगिकचिकित्मितं व्यात्यास्यामः ॥ 
यथोबाच भगवान धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
स्नेहोपत्रीगिक चिरित्सा झा उपक्रम--इसके अनन्तर 
स्नेद्दणयोग चिजित्सा विधि का acta किया जा ete, जसा 
फि भगवान धन्वन्तरि ने (aga safe शिष्यां से) कहा ॥ 
स्नेहसारो$्यं पुरुपः, प्राणात्र स्नेहभूयिष्टाः 
स्नेहसाध्याश्च भवन्ति | caer हि पानानुवासनमस्ति- 
८्फशिरोवस्त्युत्तरवस्तिनस्यक्रणेपूरणगात्राभ्यद्वभोजने- 
पूवयोज्यः ॥ ३ ॥ 
स्नेह की प्रशसा-मनुष्य शरीर में स्नेह ही सार वस्तु 
है, उसका जीवन ( बल ) dg पर आधारित रता हे तया 
उसकी रक्षा भी As के द्वारा दी होती ह। स्नेह का प्रयोग 
पान, अनुरासन, सस्तिप्क ( शिरोविरेचन ), शिरोबस्ति, 
उत्तरवस्ति, नस्य, कर्णपूरण ( कान में तेळ दाळना ), Tal 
vay ( adie की मालिदा ) और भोजन में करना चाहिये ॥ 
तत्र द्वियोनिश्वतुरविकल्पो5मिहितः स्नेहः स्नेहगु- 
णाश्च | तत्र जङ्ग मेभ्यो रव्यं छृतं प्रधानं, स्थावरे*्य- 
स्तिलतैलं प्रधानमिति ॥ ४ ॥ 
स्नेह के भेद एवं उनमें गोशन तथा तिळतेळ की 
प्रधानता--स्नेह के दो उत्पत्तिस्थान ( स्थावर और जगम ) 
तथा चार मेद (94, ae, बसा, मजा) होते ह। जगम 
स्नेहो (ga, चसा, भक्षा) सें गोघुत प्रधान होता है और 
स्थावररो मे तिळ az neal 
अत ऊर्ध्व यथाप्रयोजनं यथाप्रधानं च स्थावर- 
स्नेहानुपदेत्यामः--तत्र तिल्वकेरण्डकोशाम्रदन्तीद्र- 


Ne NN. 


te, 


वन्तीसप्तलाशद्धिवीपलाशविपाणिकागबाक्षीकम्पिल्लक- 
शाम्पाकनीलिनीस्नेहा विरेचयन्ति, जीमूतककुटज- 
कुनवंधनेच्याकुधामागवमदनस्नेहा चामयन्ति, विडड- 
खरमज्ञरीमधुशिम्रुसूयंबल्ली पीलुसिद्धार्थकज्योतिप्मती- 
स्नेहा. शिरो विरेचयन्ति, करखपूतीककत्तमालमातुलु- 
et a 

बुदीकिराततिक्तकस्नेद्दा दुष्त्रणेपूपयुज्यन्ते, तुवरक- 


फपितथम्पिल्लकभल्लातकपटोलस्नेहा महाव्याधिपु, 
त्रपुसंबीरुकककोरुकतुस्वीकूप्माण्डस्नेहा मून्रसङ्गेपु, 


कपोतवझावल्गुजहरीतकीस्नेहा. शर्कराश्मरीपु, कुसु- 
न्भसपपाततीपिचुमर्दातिमुक्तक्रभाएडीकटुठुम्यीकटभी- 
स्नेहाः TARY, तालनारिकेलपनसमोचप्रियालबिल्व- 
मधूकःेप्मातकान्नातकफलर्नेहाः Rs वायी, 
विभीतकभल्ञातकपिण्डीतकस्नेहाः कृप्णीकरणे, श्रव- 
णकडुकटुण्डुकस्नेहाः WS, सरलपीतदारुशि- 
शपागुरुसारस्नेहा दद्रुकुष्टकिटिभेषु, सत्रं एव स्नेहा 
चातमुपन्नन्ति, तेलगुणाश्च समासेन व्याख्याताः ॥श। 
विविध स्थारर न्नेहॉँ के गुण तथा उपयोग--इसके आरे 
प्रयोजन और प्रधानता की दृष्टि मे, श्रेष्ट स्थावर स्नेहो का 
वर्णन झिया जाता है-इनमें तित्वक (लोधर), awe, 
फोशान्न, दन्ती, द्रवन्ती, ager ( सेहुण्ड भेद ), शखिनी 
( यचतिक्ता ), पलाश, विपाणिका ( मेढासिंगी), गवाक्षी 
( इन्ट्रायण ), कम्पिठक ( aie), शम्पाक ( अमळतास ) 
और नीलिनी ( नीळ ) से उत्पन्न स्नेह विरेचन करते हैं। 
जीमूतक ( देवदाली ), करज, कृतवेधन (age avd), 
gene ( कुई तुम्यी ), धामार्गव ( नेनुञा ) और मेनफल 
से उत्पन्न स्नेह वमन कराते है। fren, खरमञ्जरी (अपामार्ग), 
मधुशिम्र्‌ ( मीठा सहिजन ), सूर्यवज्ञी ( हुल्हुळ ), पील, 
fase (सरसों ) alt ज्योतिप्मती ( माल्कांगनी ) से 
उत्पन्न स्नेह, शिरोविरेचन के लिए उपयुक्त होते हैं । करक्ष, 
पूतिक्रञ्ञ, कृतमाळ ( अमलतास ), ager ( विज्ञौरा ), 
इद्धदी और चिरायता का स्नेह, दुष्ट्चर्णी सें प्रयुक्त होता है । 
चुधरक, फेथ, कचीछा, भिलावा और परवळ के स्नेह का 
प्रयोग, महाव्याधियों में किया जाता हे। aga ( खीरा ), 
wales ( wat), कर्कारुक (कूप्माण्डी), तुम्वी (कट्ठतुस्वी) 
आर कूष्माण्ड के स्नेह का प्रयोग, मूत्रावरोध में किया जाता 
ह । कपोतवद्धा (matt), अवल्युज (वाकुची) और हरीतकी 
का स्नेह, दाकरा और अश्मरी में प्रयुक्त होता ह । Fara 
(वर्र का AZ), सरसों, तीसी, नीम, अतिसुक्त्क (माधवीळता) 
भाण्डी ( मजीठ ), कटुतुम्बी और कटभी ( मालकांगनी ) 
का स्नेह, प्रमेहो सें प्रयोग से छाया जाता दे। ताळ ( ताढ ), 
नारियल, कटहल, सोच ( केला ), म्रियाळ ( चिरोंजी ), 
az, महुआ, ग्लेप्मातक ( लिसोडा ) और आन्रातक 
( आमडा ) फळों के स्नेह, पित्तयुक्त वात में प्रयोग किये जाते 
Saks, मिळावा, और पिण्डितक ( Fane ) का स्नेह 
कृप्णकर्म ( त्वचा का वर्ण काळा करना ) मे प्रयुक्त होता हे । 
श्रवण ( तापसबृच्ष, इगुदी ), कंगुक ( frag ) ऑर इण्डक 
(ae) का स्नेह werd में age होता दे। चीड, 


देवदार, sia और अगर के सार भाग का स्नेह FZ, कष्ट 
एवं किटिभ रोग में raed होता है । सभी Ste वातनागक 
होते ह। ae के गुर्णो का संक्षेप में वर्णन किया गया el 
अत ऊध्व कपायस्नेद्दपाकक्रमसुपदेच्यामः | तत्र 
केचिदाइः-त्वकपत्रफलमूलादीनां भागस्तचतुगुणं 
जल चतुर्मागावरोपं निष्काथ्यापहरेदित्येष कपायपाक- 
कल्पः; स्नेहवप्रसतेयु पट्सु AGU द्रवमावाप्य चतुर” 
madam भेषज्ञपिण्डानित्येष स्नेहपाककल्पः | 
एतत्तु न सम्यक्‌ ; कस्मात्‌? आगमासिद्धत्वान्‌ ॥॥॥ 
छाथ तथा स्नेह के पाक-क्रम में एकदेशीय मत--इसके 
आरो कपाय (छाथ) और dens विधि का कथन किया 
जाता दै । कुळ आचायो का मत दे कि बनस्पतियों की छाल, 
पचा, फूछ और मूळ पक माग तथा उससे चौगुना जळ डाळ 
कर छाथ करना चाहिये और चतुर्थांश जळ अवशेष रहने 
पर उतार लेना चाहिये, थह कपायपाक विधि हे 1 स्नेहपाक 
के लिए ६ andi Se में चौशुना seca (जळ या 
किमी द्रब्य का स्वरसन्काथ ) मिळाना चाहिये और चार 
अक्ष ( बहेडे का फळ) की मात्रा में rem द्रब्य ढाळना 
घाहिये यह खेद पाक विधि है! किन्तु उनका कथन टीक 
नहीं, क्योकि ona से इस वचन की पुष्टि नहीं होती ॥ ६ ॥ 
frit संयुक्तपजाडुलिसीपदविस्तृतपाणिरेव, न 
तु एनः Tay । चनुरश्राक्षसमानू मेपजकन्कपिण्डानू विमी- 
वजफलमानानू पिश्टमेपजक त्कानू । 


पलकुडवादीनामतो मानं तु व्याख्यास्यामः--तत्र 
द्वादश घान्यमांपा मध्यमाः सुवर्णमापकः; ते पोडश 
सुवणमू ; अथवा मध्यमनिष्पावा एकोनविंशतिर्वरणं, 

र्धवृतीयारि ती ते कर्षः ©. ततश्रोर्ध्व ९ चतुर्गुणममि € Hae: 
तान्यधतृतीयानि कपः; a वथः 
यन्तः पलङुडवभ्रस्थाढकट्रोणा इत्यभिनिष्पदयन्ते, तुला 
पुनः पलशतं, ताः पुनर्विशविर्भार:; शुण्काणामिदं 
सानम्‌ , भाद्रद्रवाणां च द्विगुणमिति ॥ ७॥ 
पतछ-कुदवादिसान परिमापा-इसलिये पछ, esa आदि 
की मान परिभाषा का वर्णन किया जाता दै--मध्यम श्रेणी की 
ARE Sea का एक सुचर्णमाप होता दै और सोलह सुवर्ण 
क का एक सुवण (कच )॥ अथवा मध्यम श्रेणी की 
z at ( 4a के थी घरण हं 
bgt el Nghe alia oa a 
= vate, 2 4 छाग च क्रम 
से बढ़ने हुए ( जैसे चार कर्ष का एक पळ आ त 
हुए एर कप का एक पट और चार पळ का 
एक Ea ) पछ, कुड, प्रस्थ, आवक भौर द्रोण बनते हैं । 
सी पछ ठी एक चुळा होती दै और बीस तुळा का एक भार। 
यदद मान-परिमापा सूखे हुए उच्चों के AE, गीली औपचियां 
ee पदाय इसी मान में दुगना लेना चाहिये ॥ ७ ॥ 
7 cera में यमय्म्ात + देन नामिस्थूडा नानितनवश्व 
ह. = i | प Piel अद्भ eter येषा नान्यढतूतीयानि 
eae. दनः स्पासितगुणन् Ta, oF 
ih ae ‘ EMEA पलम्‌, oF पात 


i न "क स ara 
<4 १ इद ee, अन्यथादा इन , कारका. द्रोण. | 


वजान्यनमपरिमाणर्सँमितां angi त्वकपत्रफ- 


NTN TSS किक PP PLL PIPL 


धुश्रुवसंहिता 


लमूलादीनामातपपरिशोपितानां छेद्यानि खण्डशः्छे 
दयित्वा भेद्यान्यणुश्ो भेदयित्वाऽवकुट्याष्टयुणेन 
पोडशगुणेन वाऽम्मसाऽमिपिच्य स्थाल्यां चतुभोगाव- 
शिष्टं काथयित्वाऽपहरेदित्येप कपायपाककल्पः | स्नेहा” 
FRM FA, स्नेहचतुर्थाशो भेपजकल्कः, तदेकश्यं 
dae विपचेदित्येष स्नेहपाककल्पः | अथवा तत्रो- 
TAY त्वकपत्रफलमूलादीनां हुलामावाग्य चतुभो- 
गाबशिष्टं निष्काथ्यापहरेदित्येप कपायपाककल्पः, 
स्नेहकुडवे भेपजपलं पिष्टं कल्कं चतुर्गुणं ट्रबमावाप्य 
विपचेदित्येप स्नेहपाककल्पः ॥ ८॥ 
wens कदप--इनमें से किसी एक मान के agar, 
योग में प्रयुक्त किये जाने चाळे उच्यों की त्वचा (छाल), 
पत्र, फळ और मूळ आदि को धूप में सुखाकर, उनमें से 
कारने योग्य द्रव्यो के छोटे छोटे टुकड़े काट लेना चाहिए 
तथा तोड़ने योग्य द्वव्यों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड लेना 
चाहिये और सबको कूटकर आव्युने या सोलहगुने जळ में 
मिग्रोकर छाथ करना चाहिये। चुर्थाद् काथ अवशिष्ट 
रहने पर उसे अग्नि पर से उतार लेना चाहिये; यह कपाय- 
पाऊ विवि दे । स्नेहपाक में स्नेह से चौगुना द्रव पदार्थ, 
और स्नेह का चतुर्थाद्वा औषधियों का पिसा हुआ कलक मुक 
साथ मिलाकर पाक करना चाहिये, यह स्नेहपाक विधि 
है। अथवा पुक द्रोण जळ में qe, पत्ता, फळ और जड 
आदि की एक चुळा ढाठकर छाथ करना चाहिये और 
चतुर्थादच जळ aaa रहने पर उतार लेना चाहिए, थह 
कपायपाक विधि दै। एक कुडूव स्नेह में, एक पळ औषधि 
का पिसा हुआ aes तथा चौगुना द्रव पदार्थ creat 
पाक करना चाहिये, यह स्नेहपाक विधि दे ॥ ८ ॥ 
अवतश्चात्— 
स्नेह भेषजतोयानां प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ | 
तत्रायं विधिरास्येयो निर्दिष्टे तद्वदेब ठु ॥ ६ ॥ 
age द्रवकार्य तु सवत्र सलिलं मतम्‌ | 
TERA गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ १०॥ 
aa कि-जिस स्थान पर स्नेह, औपध और जळ का 
परिमाण न ल्या गया हो वदाँ इस विधिका व्यवहार 
करना चाहिए और जहाँ विधि का निर्दश हो वहाँ उसी के 
अनुसार कार्य करना चाहिए। जहाँ द्रव पदार्थ का नाम 
निर्देश न किया गया हो वहाँ जळ लेना चाहिये और कळक 
तथा ara gaat निर्देश न होने पर, जिस वर्ग की 
औषवियाँ के द्वारा स्नेहपाक करना हो, उसी वर्ग के द्या 
का प्रयोग करना, चाहिये ॥ ९-१०॥ 
अत Ga स्नेहपाकक्रममुपदेद्यामः | स तु 
त्रिबियः; तद्यथा--मूदुः, मध्यमः, खर इति | तत्र 
स्नेद्दीपविविवेकमात्रं यत्र भषज स मूदुरिति, मधू- 
च्छिष्टमिच विशद्मब्रिलेषि यत्र भेयजं स मध्यम, 
कप्णमबसन्नमीपद्ठिशाद Pant च यत्र भेषज स खर 
ऊध्य Base भवति; तं पुनः साधु साथयेत | तत्र 


अध्यायः ३१ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१२ 


पानाभ्यबद्दारयोसुदुः, नस्याभ्यङ्गयोर्मव्यमः) बस्तिः 
कणपूरणयोस्तु खर इति ॥ ११॥ 
त्रिविध स्नेहपाक के लच्षण-इसके आगे स्नेहपाक विधि 
का वर्णन किया जाता दे । स्नेहपाक तीन प्रकार का होता 
हे; जेसे-सदू, मध्यम और खर । जिस स्नेह पाक में स्नेह 
और ओऔपध ( कल्क द्रब्य) पथक पथक दृष्टिगत हों 
उसे wens कहते हैं; जघ कलक द्रव्य मोम के समान 
frag ( पिस्छिलता रहित ) और अबिलेपी ( अंगुलियों में 
न चिपकने वाळा ) हो तो वह सध्यम पाक कहलाता है 
भौर जब कर्क द्रव्य काला, अवसन्न ( भूनने से कुछ हटा 
हुआ ), ईपद्‌ विशद ( कुछ पिच्छिलतारहित ) तथा चिकना 
हो जाय तो उसे खर पाक कहते हें। इससे अधिक पाक 
करने पर स्नेह जळ जाता हे, उसे फिर से भळीभांति पकाना 
चाहिये । पान और भोजन में सदु, नस्य और अभ्यड् में 
सध्यस तथा वस्ति और कर्णपूरण में खर पाक स्नेह का 
प्रयोग करना afi ॥ ११॥ 
भवतश्चात्र 
शब्दस्योपरमे प्राप्ने फेनस्योपशमे तथा। 
गन्ववणेरसादीनां संपत्ती सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
घुतस्येचं बिपक्कस्य जानीयात कुशलो भिपक्‌ | 
फेनोऽतिमात्रं तैलस्य शोषं घृतवदादिशेत्‌ ॥१३॥ 
स्नेहसिद्धि के लक्षण--जेसे कि-- जव घृतपाक के समय 
उठने चाळा शब्द बन्द हो जाय, फेन Mea रहे तथा गन्ध, 
वर्ण और रस आदि की उप्पत्ति हो, तो इस प्रकार पके इए 
घृत को, कुशल वैद्य, सिद्ध समझे। तेळपाक में, फेन की 
अधिकता होने तथा अन्य लक्षण घृत के समान उपस्थित 
होने पर, उसे सिद्ध समझना चाहिए ॥ १२-१३॥ 
अत ऊध्वं ख्रेहपानक्रममुपदेदयामः-अथ खलु 
लघुकोष्ठायातुराय कृतमन्गलस्वर्तिवाचनायोद्यगिरि- 
शिखरसंस्थिते प्रनप्रकनकनिकरपीतलोहिते सवितरि 
यथाबलं तैलस्य घृतस्य वा मात्रां पातुं प्रयच्छेत्‌ | 
पीतमात्रे चोष्णोदकेनोपस्पृश्य सोपानत्को यथासुखं 
विहरेत्‌ ॥ १४॥ 
स्नेहपान विधि--इसके आगे स्नेहपान विधि का वर्णन 
किया जाता हे--स्वस्तिवाचन आर मगलपाठ किए हुए 
लघु कोष्ठ वाले आहुर को, (छघुकोष्टत्वं जीर्णाहारमदुशनार्थम्‌) 
उदयाचळ पर्वत के शिखर पर, at हुए सुवर्णसमूह के समान 
पीछे और लाळ वर्ण के सूर्य के आगमन पर (श्रातःकाल) 
व्याधि, दोप और आतुर के हीन, मध्य और उत्तम वळ की 
परीक्षा करके, तेळ अथवा घृत की मात्रा पीने के लिए देना 
चाहिये । स्वेहयान करते द्वी उप्ण जळ से भाचमन कर तया 
पेर में जूता धारण करके रोगी को TAT चाहिये ॥ १४ ॥ 
सुक्षक्षतविपातोनां वातपित्तविकारिणाम्‌ | 
हीनमेघास्मृतीनां च सर्पिःपानं प्रशस्यते ॥ १४ || 
gana के योग्य मनुप्य--रूच, चत एवं विष से पीडित, 
दात और पिचजन्य व्याधियों से युक्त तथा हीन छुढि और 
स्मृति वाले आतुरों के लिए, gag उत्तम होता हे ॥ १५॥ 


कृमिकोष्टानिलादिष्टाः रु प्रवृद्धकफमेदसः | 
पिवेयुस्तेलसात्म्याश्व॒ तेलं दार्ढ्यार्थिनत्व ये ॥ १६॥ 
तैळपान के योग्य मनुप्य-~जिन रोगियों के कोष्ठ में 
कृमि पड गए हों, वायु भरी हुई हो, मेद और कफ की 
वृद्धि हो गई हो, जिन्हें तेल सेवन सात्म्य हो तथा जो शरीर 
को इढ़ बनाना चाहते हों, उन्हे तेळपान करना चाहिये ॥१६॥ 
व्यायासकर्शिताः शुष्करेतोरक्ता महारुजः । 
महाप्रिमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृताः ॥ १७॥ 
वसापान के योग्य मनुष्य-भअधिक व्यायाम से कुश, 
सूखे हुए शुक्र भौर रक्तवाळे, अतिशय पीढ़ा युक्त अत्यन्त 
dia अभि वाले और वायु के सहारे ही जिनकी आणरक्षा हो 
रही हो ऐसे मनुप्यो के लिए चसा पान उत्तम होता है ॥१७॥ 
ऋराशयाः क्लेशसहा वाताती Passa: | 
मनानमाप्तुयुः सर्वे सर्पिवाँ स्वीपधान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
मज्ञापानके योग्य मनुप्य--कडे कोष्ठवाळे, कएसहिप्णु, 
वातजन्यव्याधि से पीडित और तीघ्र भि वाले सभी जातुरों 
को, जिसके लिए जो औषध अनुकूल हो, उसमें सिद्ध मज्ञा 
अथवा घृतपान करना चाहिये ॥ १८॥ 
केवलं पैत्तिके सर्पिबोतिके लबणान्वितम्‌ | 
देयं बहुकफे चापि च्योपक्षारसमायुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
दोष-विशेष के अनुसार घृत पान का निर्देश--पित्तजन्य 
व्याधि में, अन्य geat से रहित केवळ धृत, वातज में 
लवणयुक्त घृत तथा कफ की अधिकता होने पर ais, मरिच, 
पिप्पली एवं यवक्षार मिश्रित धृत पिलाना चहिए ॥ १९॥ 
विमरद्दीः--केवल्मसहायमन्यद्रवेरसयुक्तमित्यर्थ । तश्च संस्कत- 
मसस्क्ृत वा । गयी तु पित्तहरद्रन्यसावित्तमेव केवलमित्याह । 
दोषाणामल्पभूयस्त्वं संसर्गं समवेक्ष्य च | 
युञ्जचाज्जिपष्टिधाभिन्नेः समासव्यासतो रसेः ॥ २० ॥ 
दोषों के ससर्ग विशेष में ६३ रस योग--दोपों की wera 
और अधिकता तथा उनके सम्मिश्रण की परीक्षा करके, 
पृथक्‌ एवं सम्मिलित रूप से द्वृष्यों तिरसठ प्रकार के 
रसमेदों के साथ, घृत का सेवन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
स्नेहसात्म्यः HUGE: काले नात्युषणशीतले | 
अच्छमेव पिवेत्‌ स्नेहसच्छपानं हि पूजितम्‌ ॥२१॥ 
अच्छ स्नेहपान का निर्देश-जिन्हें स्नेह सात्म्य है तथा 
जो कए्-्सहिंग्णु है, उन्हे समशीतोष्ण काळ में, अच्छ स्नेह- 
(केवळ स्नेह) पीना चाहिये क्योंकि उनके लिये केवळ 
स्नेह श्रेष्ट होता है ॥ २१ ॥ 
शीतकाले दिवा स्मेहसुष्णकाले पिचेन्निशि | 
वातपित्ताधिको रात्रो वातश्लेष्माधिको दिवा ॥२२॥ 
स्नेहपान में काळ विचार-शीतकतु सें दिन में भौर 
उष्ण ऋतु में रात्रि में तथा वात और पित्त की अधिकता में 
रात्रि में एच चात तथा कफ की अधिकता में दिन में स्नेह" 
पान कराना चाहिए ॥ २२॥ 


खुन्रतंसंहिता 


क्लार्क यल 


बातपित्ताधिकस्थोष्णे वृणमूर्च्छोन्मादकारकः | 
शीते बातकफातस्य गीरवारुचिशलक्त्‌ RR 
चात और पित्त की अधिकता में, उप्ण-ऋतु में किया 
गया स्नेहपान, तृष्णा, मूर्च्छा और उन्माद कारक होता है 
एव वात और कफ की अधिकता में, गीतऋतु से किया गया 
स्नेहपान गुरुता, अरुचि तथा शूळ उत्पन्न करता हे ॥ २३ ॥ 
स्नेहपीतस्य चेत्तुष्णा पिवेदुष्णोदक नरः | 
एवं चाचुपशाम्यन्त्या स्नेहमुप्णाम्चुना वमेत्‌ ॥२४॥ 
दिह्याच्छीतेः शिरः शीतं तोयं चाप्यवगाहयेत्‌ | 
स्नेहपान में उपद्रव स्वरूप तृष्णा की चिकिन्सा--स्ने 
पान के पश्चात्‌ प्यास STA पर, लातुर को उप्ण जळ पीना 
चाहिए, यदि इससे प्यास न ga तो उप्ण जळ पीऊर स्नेह 
का वमन करना चाहिपु । आतुर के शिर पर शीतळ द्रव्यो 
का लेप तथा शीतळ जळ से स्नान कराना चाहिए ॥ २४३ ॥ 
या मात्रा परिजीर्यत चहुभीगगतेऽहनि ॥२५॥ 
सा मात्रा दीपयत्यग्निमल्पदोपे च पूजिता | 
या मात्रा परिीर्येत तथाऽर्धदिबसे गते eS" 
सा वृष्या वृंहणीया च मध्यदोपे च पूजिता | 
या मात्रा परिजीर्यत चतुभीगावशेपिते || २७॥ 
लेहनीया च सा मात्रा बहुदोपे च पूजिता | 
या मात्रा परिजीर्यत्त वथा परिणतेऽहनि ॥ २८॥ 
ग्लानिमूच्छामदान्‌ हित्वा सा मात्रा पूजिता भवेत्‌ | 
अहोरात्राइसंदुष्टा या मात्रा परिजीर्यति ॥ २६॥ 
सा तु ङुष्विषोन्मादप्रद्ापस्मारनाशिनी | 
स्नेह की [मात्रा का निर्देश--दिन के चतुर्थांश भाय 
९ एक प्रहर ) के व्यतीत होने पर, ae की जिस मात्रा 
का पाचन होता दै, वह अभि को dia करती हे तथा अप 
दोय वाले आतुर क लिए ae होती हे। स्नेह की जो 
मात्रा आधा दिवस व्यतीत होने पर जीर्ण होती है, वह वृष्य 
और gen होती हे तथा मध्य दोप वाले आतुर के लिए 
उपयुक्त होती दे। स्नेह की जो मात्रा दिन का चतुर्था 
भाग अचेष रहने पर ( तीन महर में ) जीर्ण होती है, बह 
स्नेहन के योग्य होती ह तथा अधिक दोष वाळे आतुर के 
लिए उसका प्रयोग श्रेट होता दै । स्नेह की जो मात्रा दिवस 
की समाप्ति पर जीर्ण होती हे तथा जिसके सेवन से ग्लानि, 
मृच्छ और मद उत्पन्न नहीं होते, चह श्रेष्ट समझी जाती हे। 
दोषों को दूषित किए विना जो मात्रा डिन-रात में जीर्ण होती 
हे वह कष्ट, विष, उन्माद, ग्रह और अपस्मार नाशक 
होती इ ॥ २५-२५ 01 
यथासि प्रथमां मात्रां पाययेत विचक्षणः ॥ ३० ॥ 
पीतो द्यविबहु' Sa जनयेत्‌ प्राणसंशयम्‌ | 
प्रथम मात्रा की प्रशरनता-बुद्िमान Fa, आतुर 
को उसकी af ठे aga, Se की पहली मात्रा पिळावे । 
क्योंकि अधिक स्नेह पान प्राणको सकट में डाळ देता हे na 
मिथ्याचाराद्रहत्वाद्वा यस्य Set न जीर्यति ॥ ३१॥ 
विध्भ्य चापि जीर्येत्तं वारिणोध्णेन वामयेत्‌ | 


ततः सेहं पुनदद्याल्लघुकोष्टाय देहिने | 
~ € जीणति a स्नेहरुयोष्णे s 
जीणोजीर्णबिशाङ्कायां खे्र्योषणोद्‌कं पिवेत्‌ ॥ ३२॥ 
स्नेह पान से उत्पन्न अजीण में उपचार-मिथ्या 
आहार-विहार अथवा अधिकता के कारण जिस आगुर का 
स्नेह जीण न दो, तथा कष्ट से जिसका पाचन हो, उस 
स्नेह को उष्ण जळ के द्वारा वमन करा देना चाहिए 
ट्युकोष्ट वाले ager को पुन. स्नेह पिलाना चाहिए तथा 
स्नेह का पाचन हुआ या नहीं इस दाका के उपस्थित होने 
पर उप्ण जळ पिलाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
तेनोल्लारो भवेच्छुद्धो भक्तं प्रति रुचिस्तथा | 
ey पच्यमाने ठृडदाहश्रमसादारतिछ्ठमाः ॥ ३३॥ 
परिपिच्याद्विरुष्णामिर्जीणख्नहं ततो नरम्‌ । 
Tan पाययेच्चोष्णां काम ङिन्नाल्पतण्डुलाम्‌ ॥३४॥ 
देयौ bad a 
] यूधरसी वाऽपि सुगन्धी स्नेहवजितो | 
कृती बा5त्यल्पसपिंष्का विलेपी वा विधीयते ॥ ३५॥ 
इस क्रिया से उद्गार ( डकार ) शुद्ध होता हे और भोजन 
में रुचि उत्पन्न होती Ft चेह भात्रा के पाचन काळ में 
दृषा, दाह, आम, आळस्य, अनिच्छा और श्रम ( थकावट) 
उत्पन्न होने पर जीण॑-स्नेहवाले मनुष्य को उष्ण जळ से 
नहळा कर, HET चावला चाळी गळी हुई उष्ग यवागू, 
यथेष्ट पिलानी चाहिए। सुगन्धि और स्नेह रहित यूय या 
मांसरस पिळाना चाहिए अथवा अल्प gage, बिलेपी का 
सेवन कराना चाहिए ॥ ३३-३५ ॥ 
पिवेत्त्‌ ध्यहं चतुरहं wae पडहं तथा । 
सप्तरात्रात्‌ पर AE: सात्म्यीमचति सेवितः ३६॥ 
as स्नेहपान के काळ की अवधि--तीन, चार, पाँच तथा 
छे दिन स्नेह पिलाना चाहिए, सात दिन के उपरान्त, सेवन 
किया गया स्नेह सालय हो जाता दे" कप ॥ 
सुकुमारं कृशं वृद्ध शिशु सेहढरिपं तथा | 
तृष्णात्तमुष्णकाले च सह भक्तेन WAIT! Rs ॥ 
सुकुमार जादि के लिये भोजन के साथ स्नेह प्रयोग का 
निर्देश--सुकुमार, SI, वृद्ध, वाळक, Seed तथा 
प्यास से पीडित व्यक्तियों को, उप्ण ऋतु में भोजन (यवागू, 
विलेपी आदि ) के साथ स्नेह पान कराना चाहिए ॥ ३७॥ 
पिप्पल्यो लवण सनेददाश्चत्वारो दधिमस्तुक्रः | 
पीतमैकष्यमेतद्धि सद्य खेहनमुच्यते ॥ ३८॥ 
ae: स्नेहन योग--पिप्पळी, wan, ( सेन्धव ), चारों 
स्नेह (ga, de, बसा, मज्ञा), दही और दुही का पानी 
एक साथ मिलाकर पीने से, शीघ्र स्नेहन होता हे ॥ ३८॥ 
श्रृष्टा मांसरसे fara यवागू: सूपकल्पिता | 
Aa पीयमाना तु सद्य-खेहनमुच्यते ॥ Rell 
सुने हुए मांस के रस मे वनाई गई स्नेहयुक्त यवागू, 
राच मिलाकर ( छुद्र फाणितं) पीने से, site स्नेहन 
कर्ती ह ०३९॥ 2 
सपिष्मती पय सिद्धा यवागू स्वल्पतरडुला | 
सुखोष्णा संव्यमाचा तु सच-लेहनमुच्यते | Yo ॥ 


अध्यायः ३१ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१२७ 


4 
TTT PITT 


थोडे चावलों की दूध में पकी हुई छत युक्त सुखोष्ण 
यवागू का सेवन, सद्यः स्नेहन करता है ॥ ४० ॥ 
पिपल्यो लवणं सर्पिस्तिलपिएं बराहजा | 
वसा च पीतमेकध्यं सद्य.खेहनमुच्यते ॥ 9१ Il 
पिप्पली, लवण ( सैन्धव ), घी, तिळ की पिट्टी और 


` सुअर की चर्बी, एक साथ मिलाकर पीने से सद्यः स्नेहन 


होता हे ॥ ४१ ॥ 
शर्कराचूणेसंसष्टे दोहनस्थे घृते तु गाम्‌। 
दुग्ध्वा क्षीरं frag: सद्यःखेहनमुच्यते ॥ ४२॥ 
दूध दूइनेवाले पात्र में घी मिली हुई शर्करा रखकर, 
उसमें दूध दूह कर पीने से, eg मनुष्य का शीघ्र स्नेहन 
होता है ॥ ४२॥ 
यवक्रोलङुलत्थानां काथो सागधिकान्बितः | 
पयो aftr सुरा चेति घृतमप्यष्टमं भवेत ॥ ४३॥ 
सिद्धमेतेृंत॑ पीतं सद्य'रोहनमुत्तमम्‌ | 
राज्षे राजसमेभ्यो चा देयमेतद्धुतोत्तमम्‌ ॥ 8४ ॥ 
जी, बेर और geet के छाथ में पिप्पली के कल्क के 
साथ दूध, दही, सुरा एवं आठवीं संख्या घृत की मिलाकर, 
घृतपाक किया जावे, इस घृत के पीने से शीघ्र स्नेहन होता 
है। इस उत्तम घृत का प्रयोग, राजा तथा राजाओं के तुल्य 
वैभव सम्पन्न व्यक्तियों के लिए करना चाहिए ॥ ४३-४४ ॥ 
बलद्वीनेषु Tey सद्रभिल्ीहतात्मसु | 
अल्पदोपेषु योज्याः स्युर्य योगाः सम्यगीरिताः 11४५] 
निवळ, वृद्ध, खदु अभि वाले, अत्यधिक खी प्रसंग से 
क्षीण तथा seq दोष युक्त व्यक्तियों के लिए, उपयुक्त योगों 
का प्रयोग भळी-भाँ ति करना चाहिए ॥ ४१॥ 
विबजेयेत्‌ स्नेहपानमजीर्णी तरुणज्बरी | 
दुबेलोऽरोचकी स्थूलो मूच्छोर्ता मदपीडितः।।४६॥ 
seca: पिपासातंः श्रान्तः पानकुमान्वितः | 
दत्तबस्तिर्वि रिक्तश्च वान्तो यश्चापि मानवः ॥ ४७॥ 
अकाले दुर्दिने चेव न च खेहं पिवेन्नरः। 
अकाले च प्रसुता खी ल्लेहपान विवर्जेयेत्‌ ॥ 8५ ॥ 
स्नेहपान के भयोग्य मलुष्य--अजीर्ण अस्त, तरुण ज्वर 
से युक्त, दुर्वळ, अरोचक से पीडित, स्थूल, मूर्च्छा, मद, डर्दि 
( चमन ) और प्यास से दुखी, थके हुए, अधिक सुरापान 
किए हुए, wa ( थकावट ) युक्त, जिन्हें वस्ति, विरेचन 
एवं वमन कराया गया हो, ऐसे मनुष्यों को तथा असमय 
और दुर्दिन में स्नेहपान नहीं करना चाहिए। अकाल-प्रसव 
वाली oft को भी स्नेहपान नहीं करना चाहिए ॥ ४६-४८ ॥ 
खेहपानाद्भवन्त्येषां sor नानाविधा गदाः | 


गदा वा छृच्छुतां यान्ति न सिध्यन्त्यथवा पुन. 11४९ 


इन मलुष्यों को स्नेहपान करने से नाना प्रकार की 
व्यधियाँ हो जाती हैं, जो कृच्छूसाध्य अथवा असाध्य वन 
जाती ह ॥ ४९॥ 
गभोशये5वशेपाः स्यू रक्तक्रेदमलास्तत. | 


खेहं जह्यान्निपेवेत पाचनं sata च 1 ५०॥ 


( अकाल-प्रसूता खरी के) गर्भाशय में रक्त, क्लेद और 
मळ अवशेष रह जाते हैं, उस दुआ में स्नेहपान का 
परित्याग कर पाचन और se औषधियों का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ५० ॥ 

दशरात्रात्ततः Bs यथावद्वचारयेत्‌ | 
पुरीपं प्रथितं रूक्षं छच्छादन्नं विपच्यते ॥ ५१ ॥ 
उरो विदद्दते वायुः कोष्ठादुपरि धाबति | 
र रू ब 
gant दुबलश्चैव रूक्षो भवति मानवः ॥ ५२॥ 
दस दिन के उपरान्त यथाविधि, स्नेहपान का प्रयोग 
करना चाहिए। मल गाँठदार हो गया हो, रूक्ष हो, अन्न 
का पाचन कठिनाई से होता हो, छाती जलती हो, वायु 
कोष्ठ से ऊपर की ओर आती हो, शरीर का वर्ण विकृत हो 
गया हो, दुवळता तथा रूक्षता हो तो मनुष्य को स्नेहपान 
कराना चाहिए ॥ ५१-०२ ॥ 


सुखिग्धा त्वग्विद्शेथिल्य॑ दीप्तो5पिर्नंदुगात्रता | 
ग्लानिलीघवमद्भानामधस्तात्‌ स्नेहदशोनम्‌ | 
' सम्यक्ल्रिग्वस्य frais स्लेहोद्ेंगस्तथैव च ॥ ५३॥ 
सम्यक्‌ fing के छत्तण--त्वचा में स्निग्धता, मल में 
ढीळापन, अभि की HS, ait Haan, ग्लानि, अंगों में 
हलकापन, अधोमार्ग ( गुदा ) से स्नेह का निकलना तथा 
स्नेह से अरुचि या घत्रडाइट होना सम्यक्‌ fara के 
लक्षण हैं ॥ ५३॥ 
भक्तद्वेषो gaara शुददाहः प्रवाहिका | 
पुरीषातिम्रबृत्तिश्च श्रशख्रिग्धस्य लक्षणप्‌ ॥ ५४ ॥ 
अतिच्रिग्ध के लक्षण-भोजन में अरुचि, मख से 
छाळास्राव, गुदा मे दाह, प्रवाहिका तथा अत्यधिक मळ 
की प्रवृत्ति होना अतिस्रिग्ध के लक्षण हैं ॥ ५४॥ 
रक्षस्य Aid खेहैरतिस्निग्धस्य रूक्षणम्‌ | 
श्यामाककोरदूपान्नतक्रपिण्याकशक्तुभिः ॥ ५५॥ 
रुतत तथा अतिज्जिग्ध के लिये प्रतीकार-रू मनुष्यों 
का स्नेह से स्नेहन और अतिखिग्ध का साँवा, कोदो भादि 
अन्न तथा तक्र, पिण्याक ( तिळ की खली ) और सत्तु आदि 
के द्वारा SIN करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
fara. परिशुद्धकोष्ः गरत्यग्रधातुर्यलबर्णथुक्तः | 
इढेन्द्रियो मन्दजरः शातायु' खेदोपसेबी get भवेत्तु 
खेहपान के फळ--स्नेहपान करनेवाले पुरुष की जठर!मि 
प्रदीप्त रहती है, कोए शुद्ध रहता दे, धातुये नवीन हो 
जाती है, वळ एवं वर्ण की प्राप्ति होती है, इन्द्रियाँ अपने कार्य 
में समथ रहती हैं, वृद्धावस्था का आगमन विलम्ब से 
होता हे तथा चह पुरुष शतायु होता दे ॥ ५६ ॥ 
aa हितो दुर्वलवहिदिहसन्धुक्षणे व्याथिनिपीडितस्य | 
बलान्त्रितौभोजनदोपजातेः प्रमर्दितुं तौ सहसान साध्यी॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने खेदौपयोगिकः 
चिकित्सित नामेकत्रिंशोऽष्यायः ॥ ३१॥ 
ep nnd 


१२८ 


Coro ar. 


में समर्थ नही होते ॥ ५७॥ 


इत्पायुवेद्वस्वसंदीपिकाभापाब्याय्यायामेकर्त्रिशत्तमो ब्ध्यायः \ 


DH — 
ठ्वािशात्तमोऽध्यायः 


अथातः स्वेदावचारणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ घन्यन्तरिः ॥ २॥ 
स्वेद प्रयोग चिकित्सा का उपक्रम-इसके अनन्तर 
स्वेदन-प्रयोग चिकित्सा विधि का वर्णन, किया जा रहा 
हे, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने (सुश्च॒त प्रमृति शिष्यों 
से) कहा १-२॥ 
चतुर्विध: स्वेदः; तद्यथा-तापस्वेद, ऊष्मस्वेद) 
उपनाहस्वेदो,द्रवस्वेद इति; अत्र सवेस्वेदविकल्पावरोधः 
aq के भेद--स्वेदन चार प्रकार का होता है, जेसे-- 
(१५) तापस्वेद्‌, (२) उप्णस्वेद, (३) उपनाहस्वेद और 
(४) हवस्वेद । अन्य सभी प्रकार के स्वेदो का अन्तर्भाव, 
इन्हीं चार स्वेदा में हो जाता दे ॥ ३॥ 
तत्र तापस्वेदः पाणिकांस्यकन्टुककपालवालुका- 
a ‘ TET 
चञ्चः प्रयुज्यते, शयानस्य चाङ्गतो बहुश: खादिराद्वा- 
रैरिति ॥ ४॥ 
तापस्वेद विधि--द्वाथ (करतळ), कांसा ( कांस्यपात्र ). 
कन्डुक ( लोहे आदि की कडाही), कपाळ (मिट्टी का 
टीकरा ), चाळ, भौर वख के द्वारा तथा सैर की छकडी के 
अगारों से, लेटे हुए रोगी के अंगो को अनेक वार तपा कर, 
ताप स्वेट किरा जाता है ॥ ४॥ 


अध्मस्वेदस्तु कपालपापाणेष्टकालोहपिण्डानम्निव- 
चणीनद्विरसिश्रेदपरु्र्यैवी, तेराष्रीलक्तकपरिवेष्टितैरङ्ग- 
प्रदेश स्वेदयेत्‌ | मांसरसपयोदधिस्नेहधान्यास्लवात- 
हरपत्रमङ्गकाथपूर्णा चा कुम्मीमनुतप्तां प्रावृत्योष्माण 
गृहीयात्‌ | पाश्वच्छिट्रेण वा कुम्भेनाधोमुखेन 
सुखमभिसन्धाय तस्मिङ्च्छि्रे इर्ति्टुण्डाकारां नाडीं 
प्रणिधाय तं स्वेद्येत्‌ ॥ ४ ॥ 

ऊष्मम्वेद तथा नाडीस्वेद की विधि--ऊप्मस्वेद के ळिए 
कपाळ, पापाण, इंट और छोहपिण्ड को अन्नि में टाळ करके, 
जळ या काळी आदि अम्टद्रन्य दिडककर, गीले वख में 
टपटना चाहिए तथा उससे wait का स्वेदन करना चाहिए । 
अथवा मासरस, दूध, दही, स्नेह, धान्याम्छ ( काजी) 
ऑर waa द्वच्यों के पत्तों (awe पत्र आदि ) के उष्ण 
छाय से मरे हुए घडे के मुख को देंककर उससे निकलने 
We बाष्प क॑ द्वारा स्वेडन करना चाहिए | अथवा पार्श्व में छेद 
fro ng, उटटे झुर वाळे दूसरे घटे को उस घटे के सुख 


RMS OPM REC कत 

व्याधि से पीडित मनुष्य की, दुर्वळ अभि को प्रदीछ 
करने तथा शरीर को पुष्ट बनाने के छिप, स्नेहपान हितकर 
होता दै । स्नेहपान से प्रदी हुई अझ्नि भौर सवल हुए 
दारीर को, भोजन के दोप से उत्पन्न विकार, सहसा दवाने 


सुश्रुतसंहिता 


पर रखकर, सन्धि बन्धन करके, उपर वाले घडे के छिद्र 
में द्वाथी के de की आकृति वाळी नली caret चाहिए 
और उससे स्वेदन करना चाहिए ॥ ५॥ 


सुखोपविष्टं स्वभ्यक्त शुरुग्रावरणावृतम्‌ | 

हस्तिशुण्डिकया नाड्या स्वेदयेद्वातरोगिणम्‌ | 

सुखा sateen aon न च क्लिज्नाति मानवम्‌ ॥६॥ 

सुखपूर्वक वेदे हुए तथा भळी-भाँति अभ्यङ्ग से युक्त 

और कम्वळ आदि से ढके हुए वात के रोगी का, हाथी के 
सूड की आकृति चाळी नाढी से, स्वेदन करना चाहिए। 
इससे सभी अंगों का स्वेदन सुखपूर्वक होता दे तथा रोगी 
किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करता ॥ ६॥ 


व्यामाध मात्रा ne हस्तिहस्तसमाकृतिः | 
स्वेदनार्थे हिता नाडी केलिज्ञी हस्तिशुण्डिका ॥५॥ 
अर्घव्याम welt, तीन स्थानों में झुडी हुई एवं हाथी 
के सूंड की आकृति वाली Set ( कुदा, काश आदि हव्यों 


से निर्मित) हस्तिशुण्डिका नाडी, स्वेदन के लिए हितकर 
होती हे ॥ ७॥ 


पुर्पायाममात्रां च भूमिपुत्कीये खादिरैः | 
BET तथा$भ्युद्दय क्षीरधान्याम्लबारिभिः ॥८॥ 
पत्रभन्गेरवच्छाद्य शायानं स्वेदयेत्ततः। 
पूवेवत्‌ स्वेदयेद्दर्वा भर्मापोह्यापि वा शिलाम्‌ ॥६॥ 
wag तथा अश्मस्वेद की विधि-मनुष्य की लंबाई 
के चरावर भूमि खोदकर और उसमें खैर की लकडी जला 
कर दूध, कांजी एवं जल छिडकना चाहिप्‌। फिर aaa 
द्रच्यों के पत्ते विळा, उस पर रोगी को सुळाकर, स्वेदन 
करना चाहिए! अथवा पत्थर की पटिया पर खैर की लकडी 
जळा, राख हराकर पूर्ववत्‌ स्वेदन करना चाहिए ॥ ८-९॥ 


qaaq छुटीं वा agent कृत्वा तस्यासुपविष्टस्या- 
न्तश्चतु्ढारेऽङ्ञारानुपसन्धाय तं स्वेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
कुटी स्वेदन की विधि-अथघा चार द्वार वाळी कुटी 
बनाकर उसके अन्दर रोगी को वेठाना चाहिए और चारों 
द्वार पर असि के damit को रखकर पूर्ववत्‌ स्नेहन 
करना चाहिए ॥ १०॥ 
कशाघान्यानि वा सम्यशुपस्वेद्यास्तीर्यं ferret 
ऽन्यस्मिन्‌ वा तर्प्रतिरूपके शयानं प्रावृत्य स्वेदयेत्‌; 
एवं पांशुगोशक्कत्तुपच्ुसपलालोष्मभिः स्वेद्येत्त ॥११॥ 
प्रस्तरस्वेद विधि-अथवा मूग, seq आदि धान्य 
( कोदाधान्य ) को भळी भाति उवाळकर, चटाई या इसी 
प्रकार की किल्ली अन्य वस्तु पर फेछाकर, उसपर रोगी को 
सुळाना चाहिए तथा वख से ढककर स्वेदन करना चाहिए। 
इसी प्रकार धूलि, गोबर, तुप, (जो, धान आदि की 
शूसी ), ga ( भूसा ) और तिळ की खली के द्वारा ( उष्ण 
करके ) स्वेदन करना चाहिए ॥ ११॥ 
, उपनाहस्वेदस्तु वातहरमूलकल्कैरम्लपिट्टेलेवणप्र- 
me: सुस्रिग्घे: सुखोष्णैः प्रदिह्य स्वेदयेत्‌ | एवं 


अध्याय ३२ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१२६ 


~ 


काकोल्यादिभिरेलादिमिः सुरसादिभिस्तिलातसीसपं 
पकल्केः कशरापायसोत्कारिकामिर्वेशवारेः साल्वणेवी 
तनुतरज्ावनद्धेः स्तेदयेत्‌ ॥ १२॥ 
उपनाह स्वेद विधि--कांजी के द्वारा पीसे हुए तथा 
प्रचुर परिमाण में लवण और स्नेह युक्त aan gat के 
मूल के कल्क का, सहन करने योग्य उप्ण लेप लगाकर, 
उपनाइ az करना चाहिए । इसी प्रकार काकोळ्यादि गण, 
एलादिगण, सुरसादिगण, तिळ, तीसी और सरसों के कक 
तथा खिचड़ी, खीर, wai, वेशवार (aha ata) या 
सारवण ( वातव्याध्युक्त ) को भहीन sa में वॉथकर, स्वेदन 
करना चाहिए ॥ १२॥ 
द्रवस्वेदस्तु वातहरद्रव्यकाथपूर्ण कोष्णकटाहे 
ठ्रोण्यां वा$वगाह्य Baty, एवं पयोमांसरसयूपतेल- 
चान्याम्लब्ृतबसामूत्रे्ववगादेत; एतैरेव सुखोष्णेः कषा- 
a Aan NAA 
येश्च परिविद्ेदिति ॥ १३॥ 
अवगाहन तथा परिपेचन की विधि--वातहर द्रच्यों के 
son छाथ से पूर्ण कड़ाही या द्रोणी (रव) में रोगी को 
वेठाकर, Fa स्वेद करना चाहिए | इसी प्रकार दूध, मांसरस, 
यूय, तेल, कांजी, घी, वसा और मूत्र ( अष्टविध सूत्र) में 
रोगी को वेठाना चाहिए और उपयुक्त द्रव्यो के सुखोप्ण काथ 
से स्नान करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
विमर्श :--चरक ने तेरह प्रकार के स्वेदो का वर्णन 
स्वेदाध्याय में लिखा हे-“सक्कर. sent नाडी परिषेकोऽवगा- 
aa । जेन्ताकोऽदमवनः कर्षः कुटी भूः कुम्मिकेव च। कूपो होलाक 
इत्येते स्वेदयन्ति योड । इन त्रयोददाविध Set का 
अन्तर्भाव gaa चतुर्विध स्वेदो में ही करते हैं। तापस्वेद के 
अन्दर जेन्ताक, कर्ष, कुटी, कूप भौर होळाक इन पाँच स्वेदो 
का उष्ण स्वेद में सङ्कर, प्रस्तर, अश्मघन, नाडी, कुम्भी और 
भू , छे स्वेदं का तथा द्रव स्वेद में परिपेक और अवगाह का 
अन्तर्भाव हो जाता है । 
तत्र तापोष्मस्वेदी विशेषतः श्लेप्मन्नो, उपनाह- 
स्वेको-वातन्न अन्यतरस्मिन्‌ Prades द्रवस्वेद इति॥ 
दोषविशेष मॅ स्वेद विशेष का उपयोग--इनमें ताप और 
उष्णस्वेद विशेषकर कफनाशक तथा उपनाह स्वेद, चात 
नाशक होता हे । कफ या वात के साथ पित्त के मिलने पर 
द्रवस्वेद का विधान करना चाहिए ॥ १४॥ 
कफमेदोऽन्तिते वायौ निवातातपरुरुप्रावरणनियु- 
द्वाध्वव्यायामभारदरणामर्षेः स्वेदसुत्पादयेदिति 1१५॥ 
निरग्निस्वेद--वायु के कफ और मेद से युक्त होने 
पर दायुरहित स्थान, धूप, भारी ओढने के वख, मल्लयुद्ध, 
व्यायाम, चोझ उठाना, तथा क्रोध आदि के द्वारा स्वेद 
निकाळना चाहिए ॥ १५॥ 
भवन्ति चान्र-- 
चतुर्विधो योऽमिहितो द्विधा स्वेदः प्रयुज्यते | 
सर्वस्मिन्नेव देहे तु देहस्यावयवे तथा॥ १६॥ 
चतुर्विद Sat के दो सेद--जैसे कि--चार प्रकार के 
जिन स्वेद का वर्णन किया गया है, उनका प्रयोग सम्पूर्ण 


१७ ge faze 


शरीर अथवा अङ्ग विशेष में दो प्रकार से (साप्ति और निरपि) 
किया जाता है ॥ १६॥ 
येषां नस्यं विधातव्यं वस्तिश्चेव हि देहिनाम्‌ । 
शोघनीयाश्च ये केचित्त पूर्व स्वेद्यास्तु ते मनाः ॥ 
प्रथम तथा पश्चात्‌ स्वेद रोगी--जिन मनुष्यों को नस्य 
और afta देनी हो तथा जो शोधन के योग्य हो, उनका 
प्रथम स्वेदन करना चाहिये ॥ १७॥ 
पञ्चात्‌ स्वेद्या हृते शल्ये मृढगर्भाइुपट्रवा | 
सम्यक्‌ प्रजातः काले या पश्चात्‌ स्वेद्या विजानता ॥ 
mea ( मूढगभे ) निकाळने के उपरान्त उपट्रवरहित 
मूढगर्भा तथा समय पर भळीभांति प्रसव की हुई खी का 
स्वेदन वाद में अर्थात प्रसव के पश्चात्‌ करना चाहिए ॥ १८॥ 
स्वेद्यः पूव च पश्चाच्च भगन्ब्येशसस्तथा | 
अश्मयों चातुरो जन्तुः शोषाञ्छास्त्रे प्रचच्महे ॥ १६ 
भगन्दर, अझ और अश्मरी में आतुर का स्वेदन पहले 
और पीछे (शक्य क्रिया के पूर्व और पश्चात्‌) करना चाहिए, 
शेष व्याधियों के लिए विधान वत्तलाया जाता दे ॥ 
तानभ्यक्ते नापि चालिग्धदेहे 
स्वेदो asa: स्वेदविद्विः कथञ्चित्‌ | 
दृं लोके काछमखिग्धमाझु 
Tee स्वेदयोगैरगृहीतम्‌ ॥ Roll 
स्वेद के पूर्व स्नेह की आवश्यकता--स्वेदन विधि के 
शाता वेद्य को विना अभ्यङ्ग किए हुए तथा स्नेहरहित 
शारीर चाले व्यक्ति का स्वेदन कभी नहीं करना चाहिए । 
क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है कि Aaa are 
स्वेदन पाकर शीघ्र टूट नाता है ॥ २०॥ 
Galen घातुसंस्थाश्च दोषाः 
स्वस्थानस्था ये च मार्गेषु लीनाः | 
सम्यक्‌ स्वेदैर्योजितेस्ते वत्वं 


प्राप्ताः कोष्ठं शोधनेरन्त्यशेपम्‌ ॥ २१॥ 
स्नेह से छिन्न ( गले हुए ) धातु तथा अपने स्थान में 
स्थित एवं मार्गी में (शाखाओं में) रुके हुए दोप, भली 
भांति स्वेदन किये जाने पर, fae कर कोए में आ जाते हैं 
और शोघन क्रियाओं के द्वारा सम्पूर्ण रूप से शरीर से 
बाहर निकल जाते हैं ॥ २१॥ 
ae मार्देब॑ त्वकप्रसाद 
भक्तश्रद्धा स्रोतसां निर्मलत्वम्‌ | 
कुथीत्‌ स्वेदो हन्ति चित्रां सतन्द्रां 
सन्धीन्‌ स्तव्धांश्वेष्टयेदाशु युक्तः WN २२॥ 
स्वेद के गुण-स्वेदन करने से अग्नि दीप होती है, शरीर 
कोमळ होता है, त्वचा स्वच्छ होती हे और भोजन में रुचि 
तथा स्रोतों में निर्मळता आती हे । स्वेद प्रयोग निद्रा और 


| ततन्ट्रा को दूर करता है तया चेष्टारहित सन्धियों को शीघ्र 


सचेष्ट बनाता दै ॥ २२॥ नि 
स्वेदख्ावो व्याधिहानिलंवुत्वं 
शीतार्थित्व मादेवं चातुरस्य | 


१३० 


पुश्चुतसंहिता 


a oreorrenooerrerroe I 


सम्यक्रिवन्ञे लक्षणं प्राहुरेत- 
न्मिथ्यास्विन्ने व्यत्ययेनेत्तदेव )। २३ ॥ 
सम्यक्‌ स्विन्न के छक्तण-भळीभांति स्वेदन होने पर 
रोगी के शारीर से पसीने का निकलना, रोग का नादा, शरीर 
Hews, शीत की इच्छा और कोमलता आदि लक्षण 
होते हैं। स्वेढन का मिथ्यायोग होने पर इसके विपरीत 
लक्षण होते हें ॥ २३॥ 
स्विन्नेऽत्यर्थं सन्धिपीडा विदाहः 
स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपः | 


मूच्छी भ्रान्िदीहवृष्णे मश्च 
कुयात्तुण तत्र शीतं विधानम्‌ ॥ २४॥ 
अति स्विन्न के छक्तण--अव्यधिक स्वेदन होने से संधियों 
से पीडा, विदाइ, फफोले की उत्पत्ति, पित्त और रक्त का 
प्रकोप, मुच्छा, छम ( थकावर ) आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते 
हें, इस दशा में शीघ्र शीतोपचार करना चाहिए ॥ २४॥ 


पाण्डुमेही पित्तरक्ती क्षयातंः 
क्षामो$जीणी चोदरातो बिपाते: | 


ठट्च्छदयोतौ गर्भिणी पीतमद्यो 
नेते स्वेद्या यश्च मत्योऽतिसारी | 
स्वेदादेषां यान्ति देहा विनाशं 
& नो साध्यत्वं यान्ति Sat विकाराः | 
दै: साध्यो दुर्बलो5जीणभक्तः 
स्यातां चेद्‌ हो स्वेदनीयी ततस्तौ ॥ 
स्वेद के अयोग्य रोगी-पाण्डु, प्रमेह, रक्तपित्त और क्षय 
से पीडित, निर्व, अजीर्ण असित, उदर रोग, बिष, तृष्णा 
और वमनसे दुःखी, गर्भिणी, मद्यपान किए हुए तथा अतिसार 
वाले मनुष्यों का स्वेदन नहीं करना चाहिए । स्वेदन करने से 
इन मलुष्यों का शरीर नष्ट हो जाता है तथा इनके रोग 
साध्यावस्था को ste नहीं होते। यदि ede और अजीर्णा- 
वस्था में भोजन किए हुए व्यक्ति स्वेद्साध्य व्याधि से 
पीडित a तो दोनों का स्वेदन करना चाहिए ॥ २५॥ 
एतेपां स्वेदसाध्या थे व्याधयस्तेपु घुद्धिमान्‌ | 
WET स्वेदान्‌ प्रयुञ्जीत तथा हन्मुप्करष्टिपु ॥ २६॥ 
स्वेदसाध्य व्याधियों में निपिद्ध स्थान में स्वेदन का 
विधान--उपर्युक्त च्याधियों से पीडित यदि किसी आतुर का 
रोग स्वेदसाध्य हो तो चुढिमान्‌ वैद्य को age स्वेद देना 
चाहिए तथा हृदय, अण्डकोप और Rat पर भी aE स्वेद का 
प्रयोग करना चाहिए॥ २६॥ 
सवान्‌ स्वेदान्निवाते च जीर्णान्नस्यावचारयेत्‌ | 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य शीवैराच्छाद्य चश्लुषी ॥२७॥ 
वायु रहित स्थान में तथा अन्न का पाचन होने पर एवं 
स्नेह की मालिश किए हुए व्यक्ति के लिए ही सभी स्वेदो 
का प्रयोग करना चाहिए। नेत्रो का स्वेदन शीतळ चस्तुओं 
स दक कर करना चाहिए ॥ २७॥ 
स्विद्यमानस्थ च सुहद्ददयं शीत लैः स्प्शेत | 
सम्यझस्विन्न॑ विमृदित स्ातमुष्णाम्युभिः शतैः esti 


स्वेदन करते समय आतुर के हृदय पर शीतल द्र्य से 
चार २ स्पर्श करना चाहिए तथा भली भांति स्वेदन हो जाने 
पर धीरे-धीरे मालिश करके उष्ण जलसे खान कराना चाहिए॥ 
eae प्रावृताङ्गं च निवातशरणस्थितम्‌ | 
भोजयेद्नमिष्यन्दि सर्वं चाचारमादिशेत्‌ ॥ २६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वेदावचारणीयं 
चिकित्सितं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ || 
Pap क... शड 


स्वेदन के पश्चात्‌ कर्तव्य--भली भांति स्वेदन करके तथा 
अंगा को वस्त्र से ढक कर, आतुर को वायुरद्वित स्थान में 
रखना चाहिए और अनभिप्यन्दि ( स्नोतों को अवरुद्ग न 
करने वाळे ) भोजन देकर सभी प्रकार के आचार, व्यवहार 
का नियम समझा देना चाहिए ॥ २९ ॥ 

विमदाः--सद्यो व्याधिकरणीयामवस्था स्यन्दयत्ति आपादयति 
यद्‌ द्रव्य तदमिप्यन्दि,्रोतसासुपलेपकारि वा, तद्विपरीतमनभिष्यन्दि। 

इत्याथुर्वेदृतच्वसदीपिकाच्याख्याया द्वात्रिंशोऽध्यायः॥ 


TARA MAAS 

अथातो  बमनबिरेचनसाध्योपद्रवचिकित्सित॑ 
व्याख्यास्याम' ॥ १ | 

ANAT भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥। २॥ 

वमन-विरेचन से साध्य रोगों की चिकित्सा का उपकम- 
इसके अनन्तर चमन, विरेचन के द्वारा साध्य रोगों की 
( उपदवो रोगः ) चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( सुश्चत male झिप्यों से) 
कहा ॥ १-२ ॥ 

दोपाः क्षीणा बृंहयितव्याः; कुपिताः प्रशमयि- 
तव्याः, बृद्धा निईतंच्याः; समाः परिपाल्या इति 
सिद्धान्तः ॥ ३॥ 

दोषों के अवस्था विशेष से चिकित्सा विशेष का निर्देश-- 
क्षीण हुए दोषों को बढ़ाना चाहिए, कुपित हुए दोषों को 
शान्त करना चाहिए तथा बढ़े हुए दोपों को शरीर से घाहर 
लिकाछना चाहिए एव समान रूप सें स्थित दोपों की रक्षा 
करनी चाहिए, यही चिकित्सा का सिद्धान्त हे ॥ ३॥ 

प्राधान्येन वमनविरेचने dae निहरणे दोषाणाम्‌ | 
तस्मात्तयोर्बिधानमुच्यमानमुपघारय ।। ४ ॥ 

वमन-विरेःचन का विधान--दोपों को शारीर से बाहर 
निकालने में झुख्यत' वमन सर विरेचन का प्रयोग किया 
जाता है, इस लिए उन दोनों का विधान वतलाया जा रहा 
है, सुनो ॥ ४॥ 


अथातुरं Rant स्तिन्नममिष्यन्दिभिराह्वारैरनव- 
बद्धडोपमवलोक्य खो वमनं पाययिताऽस्मीति संभो- 
win बलवन्तं बहुदोप॑ मद्वाव्याधिपरीतं 
व॒मनसात्म्यं च | ५ ॥ 


Saya: ३३ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१३१ 


प्य्स्फ्फ््स्प्य्य्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्य्ा 
है तीचण अभि वाले, वळवान, वहुदोषयुक्त, भद्दाव्याधि से 
पीड़ित एवं वमनन्सासम्य स्निग्ध-स्विन्न रोगी को ९ स्रोतों 
का वन्धन खुल जाने से) प्रचलित दोप युक्त देख कर, 
‘eee में तुम्हे वमन कराने वाळी औषधि पिलाऊँगा? इस 
निश्चय के साथ अभिष्यन्दि आहार ( आम्य, आनूप, उदक 
जीवों का मांस, दूध, भात जादि ) का भली भांति भोजन 
कराना चाहिए॥ ण 


भवति चात्र-- 
पेशलेर्बिबिधेरन्नेर्दोपानुत्केश्‍्य देहिनः | 
लिग्वस्विन्नाय वसनं दत्तं सम्यक प्रवतते ॥ ६॥ 
जसे कि :--स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त मनुष्य के दोषा 
को कोमल एवं नाना प्रकार के अन्ना से उत्क्लेजित कर प्रयुक्त 
किया गया चमन, मली भांति प्रवृत्त होता है ॥ ६॥ 
TURE TS AMY काले बमनद्रव्यकषाय- 
कल्कचूणखेह।चामन्यतमस्य मात्रां पाययित्वा वामये- 
यथायोगं कोष्टविरोपमवेच्य; असात्म्यबीभत्सदुर्गन्घ- 
टुदंशनानि च वसनानि विदध्यात्‌, अतो विपरीतानि 
विरेचनानि; तत्र सुकुमार कशं बालं वृद्धं भीरं वा 
वमनसाथ्येयु विकारेषु क्षीरदघितक्रयवागूनामन्यतम- 
माकण्ठं पाययेत्‌, पीतोषथं च पाणिभिरन्नितप्नः 
प्रताप्यमानं मुहर्तसुपेक्षेत; तस्य च स्वेदभादुभावेण 
शिथिलतामापन्नं स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचलितं कुक्षि- 
Wad जानीयात्‌, ततः प्रवृत्तहल्लासं ज्ञात्वा जानु- 
सात्रासनोपचिष्टमापैलंलाटे Ta waa कण्ठे च 
पाणिभिः सुपरिगृहीतमङ्ुलीगन्धर्वहस्तोत्पलनालाना- 
सन्यतमेन कण्ठमसिस्प्र॒शन्तं वामयेत्तावद्यावत्‌ सम्य- 
स्वान्तलिङ्गानीति ॥ ७ ॥ 


दूसरे दिन प्रातः काळ, साधारण ( अधिक शीत एवं 
उप्णता रहित ) समय में आहुर के कोष्ट विशेष की परीक्षा 
कर, चसनकारक छाथ, कर्क, चूर्ण और स्नेह द्वच्यों में जिसका 
प्रयोग उचित हो, किसी एक की मात्रा पिळा कर वमन कराना 
चाहिए 1 वमनकारक द्रब्यों को असात्म्य, बीभत्स ( विकृत 
आकृति का ), दुर्गन्ध युक्त तथा देखने में कुरूप बनाना 
चाहिए। विरेचन दव्यो का निर्माण इसके विपरीत ( सात्म्य, 
सुन्दर आकृति तथा सुगन्ध युक्त एवं देखने में प्रिय ) करना 
चाहिए; सुकुमार, FAS, बालक, वृद्ध और कायर के वमन- 
साध्य विकारों में, दूध, दही, तक्र तथा यवागू में से किसी 
एक को, आकण्ठ ९ पूर्ण रूप से ) पिलाना चाहिए। भौपध 
पीकर, असि से हार्थो को तपा कर उष्णता अनुभव करते 
इए, आतुर को दो घड़ी (मुहूर्त घडिकाद्व्यसर ) मतीक्षा करनी 
चाहिए 1 इस रोगी के शारीर में स्वेद का प्रादुर्भाव देख कर 
यह समझना aise कि शिथिल हुए दोष अपने स्थान से 
चलायमान होकर कुति प्रदेश में जा रहे हैं । मिची प्रारम्भ 
होने पर घुटने के बळ रोगी को आसन पर यैठाकर, श्रेष्ठ जनों 
के द्वारा wer, पीठ, years और ग्रीवा को हार्थो से wet 
भाति पकडवाकर. अंगुली, एरण्ड या कमल की नाळ में से 
किसी एक के द्वारा, कण्ठ प्रदेश के अन्दर स्पर्श करते हुए, 


सम्यग्वान्त लक्षण उपस्थित होने तक, चमन कराचा 
चाहिए ॥ 


भवतश्चात्र 
कफप्रसेकं हृदयाविशुद्धि 
कण्डूं च दुश्छदितलिड्नमाहुः | 
पित्तातियोगं च बिसंन्ञतां च 
हृत्कण्ठपीडामपि चातिवान्ते ॥८॥ 
वमन के अयोग तथा अतियोग के लक्षण--जेसे किः-- 
सुख से serena होना, हृदय की age (गुरुता की 
अनुभूति ) और कण्डू, चमन का अयोग होने पर उपस्थित 
होते हे 1 अतियोग होने पर पित्त की अधिक प्रवृत्ति, सञ्चा 
नाश और हृद्य तथा कण्ठ में पीडा होती है॥ ८ ॥ 
पित्ते कफस्यानु सुखं प्रवृत्त 
शुद्धेषु हृत्कण्ठशिरःखु चापि | 
लघौ च देहे कफसंखवे च 
स्थिते gad पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥ ६ ॥ 
चमन के सम्यस्योय के ळक्षण--कफ के पश्चात्‌ पित्त का 
सुखपूर्वक निकलना, ea, कण्ठ और शिर की शुद्धि, शरीर 
में हळकापन तथा कफ का खाव होने पर रोगी को भली- 
भांति वमन हो चुका, यह समझना चाहिए ॥ ९॥ 
सम्यग्वान्तं चेनमभिसमीच्य ख्ेहनबिरिचनशम- 
चानां धूमानामन्यतमं सा मर्थ्येतः पाययित्वाऽऽचारिः 
कमदादिशेत्‌ ॥ १०॥ 
सम्यस्वमन हो जाने के बाद का कत्तव्य--भळी भांति 
वमन हो जाने पर रोगी को ( स्रोतों में चिपके हुए कफ को 
निकालने के लिए) स्ैहिक, बेरेचनिक और प्रायोगिक 
( शमनीय ) में से किसी एक धूम को शक्ति के अनुसार 
पिळा कर, आहार-विहार का नियम समझा देना चाहिए॥१०॥ 
भवन्ति चात्र 
ततो5पराहे शुचिशुद्धदेह- 
सुष्णाभिरद्विः परिपिक्तगात्रम्‌ | 
कुलत्थसुह़ाढकिजाङ्गलाचां 
यूषे रसैीऽप्युपसोजयेत्त ॥ ११॥ 
aa कि:-उप्ण जळ से खान किए हुप, शुद्ध पवित्र 
शारीर वाले रोगी को सायंकाळ gee, मूग, और अरहर के 
यूष तथा जांगळ जीवों के मांसरस के साथ भोजन करना 
चाहिए ॥ ११॥ 
कासोपलेपस्वरभेदनिट्रा- 
तन्द्रास्यदौर्गेन्थ्यविपोपसयाः | 
कफप्रसेकम्रहणीम्रदोपा 
न सन्ति जन्तोबेमतः कदाचित ॥ १२॥ 
चमन कराने का फछ--कास, उपलेप ( लोता मं मळ 


~ दर्गारि 
की बुद्धि ), स्वरमेद, fi, तन्द्रा, सुख की दुगन्धि, विष 
जन्य उपद्रव, कफ का चाच औौर अहणी दोप, वसन करने 


चाले मचुष्य को कभी नहीं होते ॥ १२॥ 


१३२ 


सुश्नतसंहिता 


RSIS Oe OI VAD LEE EEE SLT र द क ककर क्म्य 


छिन्ने तरो घुष्पफलग्ररोहा 
यथा विनाशं सहसा ब्रजन्ति 
तथा हृते ऋेष्मणि शोधनेन 
asi विकाराः प्रशमं प्रयान्ति ॥ १३ ॥ 
वृक्ष के कट जाने पर उसके फूळ, फळ और जरा का 
विनाश निस प्रकार श्ीघ्रता से हो जाता हे उसी प्रकार 
शोधन से कफ का हरण हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाळे 
रोग शान्त हो जाते हैं ॥ १३॥ 
न वामयेत्तेमिरिकोध्बेबात- 
गुल्मोदरष्ठीहक्रमिश्रमातीन्‌ | 
स्थूलक्षतक्षीणकृशातिवृद्ध- 
मृत्रातुरान्‌ केबलवातरोगान्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वरोपघाताध्यरयनप्रसक्त- 
दुश्छर्दिदुःको एठडातेबालान | 
ऊध्वोस्नपित्तिक्षुघितातिरूश्ष- 
गर्भिण्युदावर्तिनिरहितांश्च ॥ १५॥ 
वमन के अयोग्य रोगी--तिमिर, ऊध्वंवात, गुल्म, उद्र, 
कृमि तथा श्रम से पीडित, स्थूल, gavin, कृष, अत्यन्त" 
वृद्ध, मूत्र रोग वाले, शुद्ध वात रोग एवं स्वरभेद से युक्त, 
अध्ययन में छरे हुए, भली भांति जिन्हें वमन न हुआ हो, 
कर कोष्ठ वाले, तृष्णा से ase, बालक, ऊध्वे रक्तपित्तके 
रोगी, भूखे, अत्यन्त ea, गर्भिणी, उदावत से दु'खी तथा 
निरूहण का प्रयोग किए हुए व्यक्तियों को, वमन नहीं कराना 
चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 
अवस्यवसनाद्रोगाः Bega यान्ति देहिनाम्‌ | 
असाध्यतां वा गच्छन्ति नेते वाम्यास्ततः स्मृताः| १ 
चमन के अयोग्य रोगों में वमन कराने से मनुष्यों के रोग 
कष्टसाध्य अथवा असाध्य हो जाते हैं, इसलिए उन्हे वमन 
नहीं कराना चाहिए ॥ १६॥ 
एतेऽप्यजीर्णव्ययिता वाम्या ये च बिपातुरा: | 


( मिचळी भाना ) श्वास, कास, पीनस, पूतिनासा, कण्ठ, 
ओष्ट भौर सुखपाक, कर्णस्राव, अधिजिह्वा, उपजिह्वा, गळ 
शुण्डिका, अधः रक्तपित्त, कफस्थान में होने चाळी व्याधियों 
तथा कफजन्य विकारों से पीडित अन्य आतुरो को वमन 
कराना चाहिए ॥ १८॥ 


विरेचनमपि ख्रिग्धस्विन्नाय बान्ताय च देयम्‌} 
वान्तस्य हि सम्यग्विरिक्तल्यापि सतोऽधः स्रस्तः 
arm ग्रहणीं छादयति, गौरवमापादथति, प्रवाहिकां 
चा जनयति ॥ १६ ॥ 


विरेचन का विधान--विरेचन भी स्नेहन तथा स्वेदन से 
युक्त एवं वमन किए हुए व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि 
वमन प्रयोग से रहित सम्यग्विरिक्त रोगी का भी नीचे की 
ओर आया हुआ कफ, ग्रहणी को ढक लेता हे और ‘Tear 
अथवा प्रवाहिका उत्पन्न कर देता है ॥ १९॥ 


अथातुरं श्वो विरेचनं पाग्रयिताऽस्मीति ie 
लघु भोजयेत्‌, फलाम्लमुष्णोदक चेनमनुपाययेत्‌। 

अथापरेऽहन्नि विगतरछेष्मघातुमातुरोपक्रमणीयाद- 
वेच्यातुरमथास्मे औपधमात्रां पातु प्रयच्छेत्‌ IM २०॥ 

विरेचक औषध पान की विधि-आतुर को Fe 
विरेचन fiers इस निश्चय के अनुसार प्रानःकाळ 
छ्घुमोजन कराना चाहिए; इसके वादु विजौरे का रस और 
उष्ण जळ पिछाना चाहिए। दूसरे दिन आहुरोपक्रमगीय 
अध्याय में वर्णित विधि के अनुसार श्लेष्मा तथा रसधातु 
के नष्ट होने की परीक्षा करके रोगी को औषध की मात्रा 
पिछानी चाहिए ॥ २०॥ 

विमरश-फलान्ळ बीजपूरादि । विगनइलेष्माणमिति कर्तव्ये 
Weer . ब्लेप्मसइचरितरमधातूपलछक्षणम्‌ । रसावशेषेऽपि 
मप्रेसकत्वाद पुरुषस्य विरेचन न देयमिति आतुरोपक्रमणीयाध्याये 
उक्तम्‌ । मात्रा पुरुषस्य वलापेक्षया प्रधानमव्यादिभेदेन तन्त्रान्त- 
रोक्ताः कथ्यन्ते । दे पले ज्येष्ठमाख्यात मध्यमन्तु TS भवेत्‌ | Tere 


तीव चोल्बणककास्ते च स्युमंधुकास्थुना ॥ १७॥। | 3 अजीत कनीयस्ठु विरेचनम्‌ | डल्दण 


वमन के अयोग्य रोगों में चमन का विशेष निर्टेश- 
उपयुक्त रोगी भी यदि अजीण से पीडित हों, विष विकार 
के रोगी हो तथा जिनमें अत्ययिक कफ की बढि हो, उन्हे 
झुलेठी के काथ से ( वमन द्रव्य मिळा कर ) वमन कराना 
चाहिए ॥ १७॥ 

वाम्यास्तु~विषशोपस्तन्यदोपमन्दाग्न्युन्मादाप 
स्मारःीपदाबुँदविदारिकामेदोमेहगरच्वरारुच्यपच्यामा- 
तीसारहठोगचित्तविश्रमविसर्पविद्रध्यजी ण॑मुखप्से कह- 
ज्ञासश्चासकासपीनसपूतीनासकण्ठौएयक्र-पाकङर्णस्ना- 
वाधिजिहोपजिह्िकागलशुण्डिकाब .शोणितपित्तिनिःक- 
फस्थानजेपु विकारेण्वन्ये च कफञ्याधि परीता इति ॥१८।॥ 

चमन के योग्य रोगी--विपदोप, झोप, स्तन्यदोष, 
wala, उन्माद, अपस्मार, स्लीप, we, विदारिका, 
भेदबुद्धि, प्रमेह, गरविप, ज्वर, अरुचि, आमातिसार, हृद्रोग, 
पित्तविश्नम, विसर्प, विद्रधि, अजीर्ण, wate, eee 


तत्र सरुः; रो, मध्यम इति त्रिविधः कोष्ठो 
भवति | तत्र बहुपित्तो ag: स दुग्धेचापि विरिच्यते, 
TETRA ऋर', स हुर्वि रेच्य'; समदोपो मध्यमः, 
स साधारण इति | तत्र wet मात्रा wat, तीदणा कूरे, 
मध्ये मध्या कर्तव्येति | पीतौपथञ्च तन्मनाः शस्या- 


भ्याशे विरेच्यते ॥ २१॥ 


विविध को के छइण--को्ठ तीन प्रकार के aay 
(१) ag (२) कर और (३) मध्यम। पित्त की 
अधिकता वाळा कोष्ठ we होता हे, इसमें दूध से भी 
विरेचन हो जाता हे । वात और श्टेप्मा की अधिकतावाला 
au ag होता दे, इसमें विरेचन कठिनाई से होता दे । 
दोषो की साम्यावस्थावाळा ae मध्यम होता द, इसमे 
विरेचन साधारण द्वव्यों से हो जाता दे । ag कोएवाले को 

पघ की Wg मात्रा, aX कोष्ठवाले को ताच्यामात्रा, 
तथा सध्यस कोष्ठवारी को सध्यस मात्रा पिळानी चाहिए! 


अध्यायः ३३ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१३३ 


आषधघपान किप्‌ हुए रोगी को विरेचन की भोर अपना ध्यान | हो तो उस दिन उसे पेया नहीं पिलानी चाहिए । क्षीण; 


रखते हुए, शय्या के समीप विरेचन करना चाहिए ॥ २१॥ 
विरेचनं पीतवांस्ठु न वेगान्‌ धारयेद्रुधः | 
निवातशायी शीताम्बु च स्परशेन्न प्रवाहयेत्‌ 11२२1 
विरेचन ster पीये हुये के लिये अपव्य--विरेचन 

जौपधि का पान किए हुए बुद्धिमान व्यक्ति को, भळ-मूत्रादि 

का वेग नहीं रोकना चाहिए। उसे वायुरहित स्थान में 
सोचा चाहिए तथा झीतळ जळ का स्पश एवं अवाहण 

( सळत्याय के समय किनछुना ) नहीं करना चाहियु॥ २२॥ 
यथा च बमने प्रसेकोपधकफपित्तानिलाः क्रमेण 

गच्छन्ति, एवं विरेचने मूत्रपुरीषपित्तीषधकफा इति ॥ 
चमन शौर विरेचन में दोपों के निकलने का क्रम-- 

जिस प्रकार वमन में छाछाख्राव, पान की हुई औषध, 
कफ, पित्त और चायु क्रम से निकलते हैं, उसी प्रकार 
विरेचन में सूत्र, सळ, पित्त, पान की हुई औपध और कफ 

निकलता है ॥ २३॥ 


भवन्ति चात्र 
` (स्यादुर्विरिक्तेकफपित्तकोपो 
, _ दाहोञ्हचिगोरवमभिसादः |) 
हत्कुच्यशुद्धि परिदाहृकण्ड्‌ 
विणमूत्रसङ्गाश्च न सद्विरि्त ॥ 
मूच्छोगुद अंशकफातियोगाः 
गूलोठ़मश्वातिविरिक्लिङ्गम्‌ ॥ २४॥ 
विरेचन के अयोग तथा अतियोग के रुक्षण-जैसे 
fr—( मली भाँति विरेचन न होनेपर कफ और पित्त का 
प्रकोप, दाइ, अरुचि, गौरव और अभिमांद्य हो जाता दे) 
सम्यग्विरेचन न होनेपर हृद्य और af की अशुदि, दाह, 
कण्डू और मल-मूत्र का अवरोध होता हे । मूच्छ, 
गुदअंश, कफ का अधिक खाव और शूळ की उत्पत्ति होना 
अधिक विरेचन होने के चिह्न हं ॥ २४ ॥ 
गतेषु ag कफान्वितेयु 
नाभ्यां लघुत्वे मनसश्च दुष्टौ | 
गतेऽनिले चाप्यनुलोमभावं 
सम्यख्विरिक्तं मनुजं व्यवस्येत्‌ Ml २५॥ 
सम्यस्चिरेचन के ऊक्षण-कफ से युक्त पित्त और मल 
(dasa पित्तस्थानगतं दोपोपछक्षित gid कफपित्त्ध ) 
के शरीर से बाहर मिकलने के पश्चात्‌, नामिग्रदेश में 
लघुता और मन में प्रसन्नता की उत्पत्ति होने तथा वायु 
के जनुलोम दशा में आने पर रोगी को भली भाँति विरेचन 
हुआ समझना चाहिए ॥ २५ ॥ 
मन्दामिमक्षीणमसद्विरिक्त 
न पाययेताइनि तत्र पेयाम्‌ | 
क्षीण दृषातं सुविरेचित च 
तन्वी सुग्बोष्णां लघु पायये्च॥ २६॥ 
विरेचन के वाद पथ्य विधान-यदि आतुर मन्दाञ्नि 
से पीडित हो, चीण न हुआ हो तथा eat fe विरेचन न 


प्यास से पीडित तथा भछी-भाँति विरेचन हुए रोगी 
को पतली, सहने योग्य sor एवं इळकी पेया पिळानी 
चाहिए ॥ २६॥ 
बुद्धेः प्रसाद वलमिन्त्रियाणां 
घातुस्थिरत्वं बलमभिदीप्रिम्‌ | 
चिराश्च पाकं चयस. करोति 
विरेचनं सस्यगुपास्यमानम्‌ ॥ २७॥ 
विरेचन के फळ--बुद्धि में निर्मळता, इन्द्रियों में अपना 
कार्य करने की शक्ति, धातुओं में स्थिरता, उत्साह की 
वृद्धि, अज्ञि दीप्ति तथा वृद्धावस्था का freer से आगमन 
आदि qa, भली-माँति विरेचन का सेवन करने से उत्पन्न 
होते हे ॥ २७ ॥ 
यथोद्कानासुद केऽपनीते 
चरस्थिराणां भवति प्रणाशः | 
पित्ते हृते त्वेवसुपद्रबाणां 
पित्तात्मकानां भवति प्रणाशः ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार जलाशय से जळ निकल जाने पर स्थावर 
और जगम वस्तु ( कमळ, मुळी आदि) नष्ट हो जाती 
हैं, उसी प्रकार पित्त के निकलने पर, पित्तजन्य व्याधियों 
का ( विरेचन से ) नाश हो जाता है ॥ २८ ॥ 
सन्दाम्नथतिखरेहितबालबुद्ध- 
स्थूलाः क्षतक्षीणभयोपतप्नाः | 
श्रान्तस्तृपार्तोऽपरिज्ीणेभक्तो 
गर्भिण्यधो गच्छति यस्य aes ॥२६॥ 
नवप्रतिश्यायमदात्ययी च 
नवज्वरी या च नवप्रसूता | 
शल्याटिताश्चाप्यविरेचनीयाः 
खेहादिभिये त्वतुपस्क्ृताश्च ॥ ३० ॥ 
अत्यर्थपित्ताभिपरीतदेह्दान्‌ 
विरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम्‌ | 
विरेचनेयीन्ति नरा बिनाश- 
मज्ञप्रयुक्तेरबिरेचनीया: ॥ ३१॥ 
विरेचन के अयोग्य रोगी--मन्दाप्ति से पीडित, अधिक 
स्नेह से युक्त, चाळक, GF, स्थूळ, उतक्तीण, भय से 
दुखी, शान्त, aaa, भजीर्णांवस्था में मोजन किए हुए, 
गर्सिणी, अधोग रक्त पित्त-नवीन प्रतिश्यायश्मदास्यय तया 
नवीन sav से युक्त, नवीन प्रसूता, शब्य से पीडित, एवं 
जिनका स्नेहन आदि न किया गया हो, उन्हे विरेचन 
नहीं देना चाहिए। पित्त की अधिक्रता से जो दुगरी हों 
उन्हें भी धीरे-धीरे विरेचन देना चाहिए । विरेचन के अयोग्य 
आतुर, मूर्ख व्यक्ति के द्वारा विरेचन का प्रपोग कर देने पर 
खत्यु को प्राप्त होते ई ॥ २९-३४॥ _ 
विरेच्यास्तु--ज्वरगरामच्यशे ब्घुोदरमन्थि बिद्र- 
घिपाण्डुरोगापस्मारडद्रोगवातरक्तभगन्दरनछृदियोनिरो- 
गविसर्पयुल्मण्कारायरखिबन्वविसूचिणालसर्मूत्राघा- + 


सुश्वुतसंहिता 


II ETAT oe Ce 


तक्कष्विस्फोटकप्रमेहानाहप्लीहशोफवृद्धिशाखक्षतक्षारा- 


मिदग्घदुष्टत्रणाश्रिपाककाचतिमिराभिष्यन्दशिर'कणोद्वि- 


नासास्यगुदमेढदादोध्वेरकपित्तकमिकोष्टिनः पित्तस्था- 
नजेध्वन्येपु च विकारेष्बन्ये च पेत्तिकव्याधिपरीता 
इति ॥ ३२ ॥ 

विरेचन के योग्य रोगी--ज्वर, गरविष, अरुचि, अदा, 
aga, उद्र, aa, विद्रधि, पाण्डुरोग, अपस्मार, हृद्रोग, 
वातरक्त, भगन्दर, छदि, योविरोग, Frag, गुल्म, पक्राशय 
के रोग, वित्रन्व, विसूचिका, अलसक, मूत्राघात, कष्ट, 
विस्फोटक, प्रमेह, आनाह, प्लीहा, शोथ, वृद्धि (अन्त्रवृद्धि ) 
शस्क्त, क्षारदुग्ध, अझिउरघ, gaan, अविपाक, काच, 
तिमिर, अभिष्यन्द्‌, Brita, कणरोग, नेत्ररोग, नासारोग, 
सुखरोग, शुदरोग, मेढ्रोग, दाह, aaa रक्तपित्त, कृमि 
कोष्ट चाळे तथा पित्तस्थानगत अन्यरोगों एवं पित्तजन्य 
व्याधियों से पीडित अन्य आतुरो को विरेचन देना चाहिए ॥ 


सरत्वसौदम्यते&ण्योष्ण्यविकाशित्येवि रेचनम | 
बमनं तु हरेहोप॑ प्रकृत्या गतमन्यथा ॥ ३३ ॥ 


वमन a विरेचन के दोष निर्हरण में वितरेपता--सर, 
सूचम, तीचग, उप्ण भोर विकाशि होने से विरेचन उच्य 
Catania) det को दूर करते हैँ तथा वमन द्रव्य 
अपने स्वभाव (प्रभाव विशेष ) के कारण ऊध्वंमार्ग से 
दोपों को निक्राळते द ॥ ३३ ॥ 

विमर्श :--तरस्य भावः सरत्वमानुलोन्यन्‌ । सूक्ष्मस्य भावः 
सौब्न्वम्‌ , तृक्मक्नोनोऽ्चुसारित्वम्‌ । त्रीव्णस्व maser, 
शीवरतरदोषछावणकरत्वच । उप्गस्यमाव औष्ण्ण्य सोन्यद्रव्यो- 
पमईनछरणनामरथ्यंनू । विकाशिनो भावः विकाशित्व धातो 
शधिस्वकरणमामर्य्यन्‌ ) अत्र प्रति, ae. झक्तिग्शिप* प्रभावों 
वीर्यनित्यनर्थान्वरस्‌ । तेन wen वौर्ये णान्यथागतनू व्वंगनन्‌ । 
सरत्वादिमिर्यणविरेचचमथो Arta वमनस्य तुल्यगुण 
caste वौर्येणोध्वंगानित्वम्‌ 1 टल्हुण 


यात्यधो pe पच्यमाचं विरेचनम्‌ | 
गुणोत्कपोद्ब्रजत्यूध्य॑मपर्क॑ वमनं पुनः ॥३४॥ 

_ पाक को आछ होता हुआ विरेचन द्रव्य दोषां को लेकर 
अधोमार् में प्रदृत्त होता है और aaa उब्य जपक्क अवस्था 
सं ही जपने युग की प्रधानता से दोषों को अर्ध्वमार्ग से 
निकाळता हे ॥ ३४॥ 

विमर्श--विरिचन द्रव्य स्थिर, गुरु तथा पृथ्वी और जळ 
गुण प्रधान होके है, इसलिए स्थिर होने के कारण पाचन 
हेने पर एवं गुरु होने के कारण अधोमार्म से प्रवृत्त होते ह। 
चमन द्रव्य ag, अभि, गुणप्रधान तथा शझीघ्रगमनशीक 
होने हैं, wa झीब्रगमनझीळ होने से अपक अवस्था में 
तथा Sg होने से उच्वंमार्य सें प्रवृत्त होते हैं । 

सृठुकोएस्य दीप्राग्नेरतितीच्ण विरेचनम्‌ । 

न सम्यङ निदे रेदोपानतिवेगप्रधाबितम्‌ ॥इश। 
_ विरेचन का सम्य प्रवर्तन न होने में कारण--अत्यन्त 
घेग से अवर्तित अतितीच्य विरेचन afte अश्नि चाळे we 

* फो मनुष्य के दोषों को भली-मॉति नहीं निकाळता nee n 


पीतं यदौषधं प्रातर्भुक्तपाकसमे क्षणे | 
पक्ति गच्छति दोषांश्च निह रेत्तत्‌ प्रशस्यते ॥३६॥ 
विरेचनीय औषध की श्ेष्ठता-प्रातःकाळ पी हुई नो 
औषध आाहार-पाचन के समय (तीन प्रहर में) पाक 
को ग्राप्त होती हे और दोषों को निकालती है, वह श्रेष्ट 
होती है ॥ ३६ ॥ 
दुर्वलस्य चलान्‌ दोपानल्पानल्पान्‌ पुनः पुनः | 
हरेत प्रभूतानल्पांस्तु शमयेत्‌ प्रच्युतानपि ॥३७॥ 
ge के दोप-हरण में विशेष विधि-हुचळ मनुष्य 
के अपने स्थान से चलायमान और कुपित हुए दोषों को 
वार वार थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकालना चाहिए तथा 
अदप चलायमान दोपाँ को भी शमन करना चाहिए ॥ ३७॥ 
हरेदोपांश्वलाच्‌ TH बलिनो डुबलस्य वा | 
चला ह्यपेक्षिता दोपाः क्लेशयेयुश्विर चरम्‌॥३५॥ 
स्थान से चरित दोषों को अवश्य निकालने का 
निरढंश--वळ्वान अथवा दुर्बळ रोगी के चळायमान प 
दोषा को बाहर निकालना चाहिए क्योंकि उपेक्षा किए गए 
दोप aga काळ तक मनुष्य को कष्ट पहुँचाते ह ॥ ३८॥ 
मन्दाभि Ree च सक्षारलवणेषृतेः । 
सन्घु्षितामि स्निग्धं च स्विन्न चेच विरेचयेत्‌ ॥१६॥ 
कूर कोष्ठ के संशोधन की विधि-मन्दा्चि तथा क्र 
कोष्टवाले व्यक्ति की अभि को चार और लवण युक्त शृत से 
दीघ करके तथा स्नेहन, स्वेदन देकर विरेचन देना चाहिए ॥ 


स्निग्धस्विन्नस्य भेपज्येदोपस्तूत्कलेशितो बनात्‌ | 
निलीयते न मार्गेषु स्निग्धे भाएड इवोदकम्‌ ligell 
शोधन का स्नेह स्वेद॒पूर्वक प्रयोग में हेतु-स्नेहन और 
स्वेदन से युक्त रोगी का दोष औषधियों के द्वारा बळपूर्वक 
उत्कर्षित किए जाने पर मार्ग में उसी प्रकार नहीं ठहर 
सकता जिस प्रकार चिकने घड़े पर जळ नहीं ठद्दरता ॥ ४० ॥ 
न चातिस्नेहृपीतस्तु पिवेत्‌ स्नेहविरेचनम्‌ I 
दोषाः प्रचलिताः स्थानादू भूयः स्लिण्यन्ति बत्मेसु ॥ 
अतिक्निग्ध के लिए स्नेह विरेचन का निपेध--अत्यघिक 
स्नेहपान किए हुए व्यक्ति को स्नेहविरेंचन नहीं पीना 
चाहिए क्योंकि अपने स्थान से चलायमान दोप पुनः मार्गी 
में चिपक जाते हैं ॥ ४४ ॥ 


विपासिधातपिडकाशोफपाण्डुविसर्पिण: । 
नातिसिंग्धा विशोध्याः स्युस्तथा कुप्ठिप्रमेहिणः ee 
विरेचन के अयोग्य व्यक्ति-विप अमिधात, पिडका, 
शोथ, पाण्डु, कुष्ट और प्रमेह के रोगी तथा जो अत्यधिक 
रूग्ध नहीं हैं उन्हें विरेचन देना चाहिए ॥ ४२॥ 
frees खेहसात्म्य तु भूयः dee शोधयेत्‌ | 
तेन दोषा हृतास्तस्य भवन्ति बलवधनाः Nall 
wear वाछों के लिए संशोधन विधि--स्नेह” 
सात्म्य व्यक्ति को ue बनाकर तथा पुनः स्नेहन करके 
विरेचन देना चाहिए, इससे निकले हुए दोष वळ की वृद्धि 


= 


करत ZU ४६ ॥ 


अध्यायः ३४ | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१३४ 


प्रागपीतं at शोध्यं पाययेतीपघं ye । 
ततो विज्ञातकोष्ठस्य कार्य संशोधनं पुनः ॥ ४४॥ 
अविज्ञात कोष्ठ वाला के लिये सशोधन में विशेषता-- 
जिस व्यक्ति ने कभी पहले विरेचन द्रब्य का पान न 
किया दो, उसे ae औषधि पिछाकर शुद्ध करना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ उसके कोष्ट का ज्ञान होने पर सशोधन 
करना चाहिए ॥ ४४ Ul 
सुखं दृष्टफलं हृद्यमल्पमात्रं महागुणम्‌ | 
व्यापत्स्बल्पात्ययं चापि पिवेज्ञपतिरोपधम्‌ ॥ ४५॥ 
राजा का योग्य विरेचन--पीने में सुखकर, जिसका 
गुण ज्ञात हो चुका हो, मन को प्रिय, wear चाळी, 
अधिक ग्रुणशीरू तथा जिसमें हानिकारक दोप स्वल्प हो, 
ऐसी औषधि राजा को पीनी चाहिए ॥ ४७॥ 
स्लेहस्वेदावनभ्यस्य यस्तु संशोधनं पिवेत्‌ | 
दारु शुष्कमिबानामे देहस्तस्य बिशीर्यते ॥ ४६॥ 
Se का संशोधन करने में दोप--स्नेहन और स्वेदन 
का प्रयोग किए विना जो मनुष्य संशोधन औषधि पीता 
है, उसका शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाता दे जैसे सूखी लकडी 
मोडने से टूर जाती हे ॥ ४६॥ 
स्रेहस्वेदप्रचलिता रसेः खिग्धयैसुदीरिताः | 
दोषाः कोष्ठगता जन्तोः सुखा हतुं बिशोधनैः ॥४७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने वमनविरेचन- 
साध्योपद्रवचिकिस्सितं नाम त्रयश्चिशो5ध्यायः || 


a rd 


संशोधन के द्वारा सुखपूर्वंक दोषों के निकलने का 
निर्देश--स्नेहन और स्वेदन से चलायमान तथा fara 
रसा के हारा प्रकुपित, कोष्ठ में पहुँचे हुए अलुष्यों के दोप, 
संशोधन के द्वारा सुखपूर्चक बाहर निकाले जा सकते हैं ॥४७॥ 
इत्यायुर्वेदतस्वसंदीपिका भाषा व्याख्यायां त्रयखिंशोडध्यायः 


ee 


वतुस्त्रिवत्तमोष्ध्यायः 

अथातो वमनविरिचनव्यापश्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः॥ २] 

चमन-विरेचन दोषज ब्याधि-चिकित्सा का उपक्रम-इसके 
अनन्तर चमन, विरेचन के दोप से उत्पन्न व्याधियों की 
चिकित्सा दिधि का वर्णन किया जा रहा हे, जेसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( gaa wale शिष्यो से ) कहा ॥ १-२॥ 

येद्यातुरनिमित्तं वमनं विरेचनं च पञ्चदशधा 
व्यापद्यते | तत्र वमनस्याधोगतिरूध्व विरेचनस्येति 
प्रथक; सामान्यसुभयोः-साबरेषोपघत्वं, storia 
घत्वं, हीनदोपापहृतत्तं, बातशूलम्‌ अयोगो, अति- 
योगो, जीवादानम्‌ , आध्मानं, परिकर्तिका, परिस्रावः; 
प्रवाहिका, हृदयोपसरणं; विबन्धः, अङ्गपरप्रह इति ॥३॥ 

पन्द्रह प्रकार के वमन-विरेचन व्यापदो का निर्देश--वेच 


EEE 
और आतुर के दोप से ( भेपज और परिचारक का ग्रहण भी 
चं एवं आतुर के द्वारा होता हे) चमन तथा विरेचन के 
दवारा पन्द्रह प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमें वसन 
वच्य का नीचे को जाना और विरेचन का ऊपर की ओर 
उठना पृथक्‌ पृथक्‌ व्यापत्तियाँ है। शेप अन्य व्यापत्तियाँ 
दोनों में ( वमन-विरेचन ) समान रूप से होती हें- (जिनके 
नाम निम्न लिखित हैं) १ सावदेपोपधत्व, २ जीणोपधरव, 
३ हीनदोपापहृतर्व, ४ वातशूल, ५ अयोग, ६ अतियोग, 
७ जीवादान, ८ ana, ९ परिकर्तिका, १० परिस्राव, 
११ प्रवाहिका, १२ हृदयोपसरण, ३१ विवन्ध, १४ अङ्ग प्रग्रह ॥ 

विमश'-ऊपर निर्देश किया गया है कि वमन, विरेचन 
के द्वारा पन्द्रह प्रकार की व्यापत्तियाँ उत्पन्न होती हे । इनमें 
चमन की अधोगति तथा विरेचन की ऊर्ध्वगति दो व्यापत्तियाँ 
पृथक-एथक्‌ होती हे । शेप तेरह व्यापत्तियों का उल्लेख दोनों 
में समान रूप से होना चाहिए, जिसमें पन्द्रह व्यापत्तियों 
की गणना टीक हो जाय । किन्तु उपयुक्त गणमा में चौदह 
व्यापत्तियाँ आती हैं। इनमें अन्तिम अद्ग-प्रग्रह व्यापत्ति का 
पाठ सुश्रुत संहिता के कई संस्करणों में प्राप्त नहीं होता तथा 
हाराणचन्द्र जी भी उसे अपने पाठ में सम्मिलित नहीं करते। 
इस प्रकार उपयुक्त सूची में से अङ्ग प्रग्रह को हरा देने पर 
ही उपयुक्त गणना का सामञ्जस्य हो सकता है। चरक ने 
ga व्यापदो का ही नाम निर्देश किया हे--“आध्मान परिक 
त्तिश्च art हट़मंयोर्मरह” । जीवादान सविश्रशस्तम्भः सोषद्रवः 
क्रम. । अयोगादतियोगाश्च दशेता न्यापदो मता" । प्रेष्यमेषज्यवैद्याना 
वेशुण्यादापदः eae ( च, सि. अ, ६) सावरोपौपधत्व का 
तात्पय है जीर्णावशेष अर्थात्‌ विना जीण हुई औषधि । इसका 
लक्षण चरक में इस प्रकार हे--'$मो दादोऽब्ञसदन भ्रमो मूर्च्छा 
शिरोरुजा | अरतिवलहानिश्व सावशेषौषधाकृति, | (च, सि, भ, ६) 

तत्र बुभुक्षापीडितस्यातितीचणाग्नेसृदुकोएस्य चा- 

बतिएमानं दुर्वलस्य वा गुणसामान्यभावाद्वमचमधो 
गच्छति, तत्रेष्सितानवाप्तिदोंपोत्क्कशाश्च; तमाशु ख्लेह- 
यित्वा भूयस्तीच्णतरैवीमयेत्‌ ॥ 9 ॥ 

वसन के भधोगमन-व्यापद्‌ का निर्देश--भूख से पीडित, 
अत्यन्त dian अञ्निचाले, we को अथवा Tae मनुष्य का 
पाक को प्राप्त होता हुआ चमन द्रव्य, सरत्व आदि gail की 
समानता के कारण नीचे की सोर जाता है |) इससे इच्छित 
वस्तु की प्राप्ति नहीं होती अर्थात्‌ वमन नहीं होता तथा दोष 
(कफ) का उस्वलेश (बुद्धि ) होता है; इस दुशा से रोगी का 
sia स्नेहन करके पुनः तीषणतर औपध पिछा कर वमन 
कराना चाहिए ॥ ४ ॥ 


अपरिशुद्धामाशयस्योर्छि्टेष्मणः सशेपान्नस्य 
चाऽहृ्यमति प्रभूतं वा विरेचनं पीतमृध्व गच्छति, 
तत्रेष्सितानवापिदो aa; तत्राधुद्धामाशयमुल्बण- 
फेष्माणमाशु वामयित्वा भूयस्तीदणतरेवि रेचयेत्‌ + 
आमान्वये त्वामवत्त्‌ संविधानम्‌ अह्ृ्येऽतिभरभृते न्‌ 
हृद्यं प्रमाणयु्तं च; अत उध्येसुत्तिठत्यीपधे न adh 
पाययेत्‌; ततस्त्वेन॑ धुत फाणितथुक्तेले हैर्विरेचयेत्॥ 


१३६ सुश्नुतसंहिता 
TTT TT TPIT TTI TTF FTI 
= ता दढ क रा वा adit दिवसे ह ॥ 
a z अरुपदोप हरण व्यापदू का वर्णन--ज्ेहन और 
जिसका आहार पूर्ण रूप से न पचा हो, उसे अप्रिय या | प्रयोग किए बिना सेवन की गई अल्प गुण वाळी Ave 
अधिक मात्रा में पिछाया गया विरेचन द्रव्य, ऊपर की ओर | अर्प दोपों को ही नष्ट करती है। उस समय वमन की अवस्था 
हि है nes’ sie वस्तु की अग्राप्ति और दोप | में वचा हुआ दोप गौरव, (भारीपन) उत्क्लेश (मिचली आना) 
( हाही ise स्थिति a ae olan हृदय की अथुद्धि और व्याधि gfe करता है । इसमें योग के 
पाचन कराना चाहिए। अप्रिय तथा अधिक मात्रा की में aces he En ad 
अवस्था में प्रिय और प्रमाणयुक्त औषध पिछानी चाहिए । के सभा ) र ‘ शिरे +s हु : 
इस क्रिया के उपरान्त भी यदि विरेचन ger ऊपर की | तथा रोग की टि अता । ता a “a ~ 
: विरेचन इसमें आतुर को, पुनः स्नेहन 
= et नेट णा चाहिए । इस | तथा स्वेदन का प्रयोग करके, तीचग विरेचन देना ake | 
को विरेचन ie हा वी अवलेह के द्वारा आतुर तार या चछायमान दोषों से युक्त इढ शारीर चाले व्यक्ति 
दोपविग्रथितमल्पमौपधमवस्थितमू््वेभागिकमधो- rena रादि i हित कता वा 
भागिकं वा न deals दोषान्‌, तत्र तृष्णा पार्श्वं अत्निग्धस्विन्नेन रूक्षीपधमुपयुक्तत्रह्मचारिणा वा 
छर्दिमूंच्छो पर्वभेदो हल्लासोउरतिरुद्वाराविशुद्धिश्व | वायं कोपयति, तत्र चायुः प्रकुपितः पार्श्वप्रप्श्रोणिम- 
led मिरा agents, अधो- | न्याममेशूलं मूर्च्छां अम मदं संज्ञानाशं च करोति, त॑ 
तसा मशका tas वातशालमित्याचक्षते} TATA धान्यस्वेदेन स्वेद" 
ae न मते ॥ ६॥ यित्वा यष्टीमधुकविपक्ेन वेलेनालुबासयेत्‌ ॥६॥ 
at जीर्गावशेष, दोपमिश्रित अप औँ , दोषों को ait बज जल का ee विर 
से सम यही दो dial tend पे uh = अह्यचय रहित अवस्था में सेवन की गई we औषध वायुको 
arat, vite अणा) १ छाद्‌ (वमन ), | कुपित करती है। उस समय प्रकुपित हुआ वायु, पार्थ, पृष्ठ, 
१ TH ( सन्धियों में पीडा ), हज्ञास ( थुकथुकी ) श्रोणि ( कटि © ss 
अरति ( कहीं , (af) मन्याप्रदेश और मर्म (हृदय ) में पीड़ा 
रति ( कहीं मन न लगना ) और उद्गार का शुद्ध न होना | 
होता दै | चमन की अवस्था में उस जीर्णावशेप aeq Aus तया सच्चा, अम, मद्‌ और संज्ञानाद कर देता है। इस 
a जे जीणांबशेप अल्प भौपध | gar को वात शूळ कहते हैं! इसमें स्नेह की मालिश करके 
"ण जल के द्वारा शीध वमन कराना चाहिए औँ 
विरेचन की दशा में सी असमय ae ए ओर | तथा मापादि शमी धान्यो के द्वारा स्वेदन देकर, मुलेठी के 
बलवान पुरुप के वहुदोप (मिश्रित लल त युक्त | छाथ से सिद्ध तेल के द्वारा अनुवासन वस्ति लगानी चाहिए ॥ 
¢ ६ स्रेहस्वे ° 
sage विधि से चमन के द्वारा निकाळना चाहिए ॥ हक न ैदाभ्यामविभावितशरीरेणाल्पमौषधमल्पगुणं 
कूरकोएस्यातितीदणामेरल्पमौपघमल्पगुणं चा. पीतमूध्येमधो बा नाभ्येति दोषांद्वोत्क्ेश्य तः ag 
भक्तचतू पाकमुपैति, तत्र समुदीणों दोपा यथाकालम बलक्षयमापादयति, तत्राध्मानं हृदयग्रहस्तृष्णा मूच्छो 
निहीयमाणा व्याधिविश्रंश - ' OT | दाहुश्च भवति, तमयोगमित्याचक्षते, Tay वामये- 
व्याधिविश्वश बलविभ्रंशं चापादयन्ति ४ 4 रे 
तमनल्पममन्द्मोपथ च पाययेत ॥७॥ | न्मदनफललवणाम्चुभिवि रेचयेत्तीदणतरेः कषायैश्च | 
जी्ोपध व्यापदू का वर्णन--तीच्ण नभिवाले a डुबोन्तस्य तु समुत्किष्टा दोषा व्याप्य शरीरं कण्डूश्व- 
Wea की सेवन की हुई अल्पमात्रा या wea चाळी यशुकुपिडका्तराङ्गमर्देनिस्तोदनानि कुवन्ति, तत- 
औषधि भोजन की आति पच जाती हे। उस अवस्था में स्तानशेषान्महोपघेनापह्रेत्‌। अख्निग्धस्विन्नर्य दुर्विरि- 
ake ae ce निकाले गए दोष, व्याधिविश्नश्व कोष्ठ | कस्याघोनाभेः स्तव्धपूर्णोदरता शूलं वातपुरीपसब्ः 
विश्लेष आदि ) कळी Se वलविश्नंश ( सन्धि कर्डूमण्डलपादुभोबो वा भवति, तमास्थाप्य पुनः 
तीच औपध पिछानी चाहिए ॥ ७॥ उशा में मजुर और | संस्नेह्य विरेचयेत्तीचणेन | नातिप्रबतंमाने तिष्ठति वा 
दुष्टसंशोधने तत्सन्तेजनार्थसुष्णोदकं पाययेत्‌ पाणि- 
तापश्च पार्खोदरमुपस्वेदयेत्‌ , ततः waded दोषाः | 


आ गंगात वा भेपजसुपयुक्तमल्पान्‌ 
Sra तत्र वमने दोपशेपो मौरबमुच्क्ेशं हृद- अजुप्रवृत्ते चाल्पदोषे जीरणोषधं बहुदोषमहःशेषं बलं 
wea भूयो मात्रां विदध्यात्‌ | अग्रवृत्तदोष दुशरात्रा- 


abate Pane च करोति, तत्र तं यथायोगं 
माध्मान शिरतो लि ट विरेचने तु शुटपरिकर्तन- दूध्वेमुपसंस्कृतदेहं स्नेहस्वेदाभ्यां भूयः शोधयेत्‌ | 
"सरण वा वायोव्यीधिबुद्धिं च दुर्वि रच्यमास्थाप्य पुनः संस्नेह्य विरेचयेत्‌ । हीभय- 
लोभेवेंगाघातशीलाः प्रायशः ख्रियो राजसमीपस्था 


करोति, तसुपवाद्य भूय' सेहस्वेदाभ्यां विरेचयेदू scat 


चिकित्सास्थानम्‌ 


~ 


दवचन १5 


चनन 


विरेचन के अयोग का वर्डन~म्मेहन नौ 
Cat क बाग दप्रापद का Aimer Es कार 
से रडिय शरीर वाडे ब्यन्दि को पिटाई गई setae 
बाली के व चा अवो मार्ग में ( चमन- 
दोषों को दत्क्टेडित कर see 


1 इससे 


pe 
छुन 


yi 


a} 
4 
ee | 
wy 
ot 


wv 
शं 
रभ 
कू 


a 
"I a 
8 3 
a a 
pat 
rh 
5] 
a 
(| 
ण 


| 
oy 
Fh 


v 
i 


ड 
Ate 


9 wl 

| ह 
aj 
ap 


4 
6x} 
सै 


शः 


भः 
aq 


त 
t 


ey 
a 


दिन के उपरान्त, 

पुनः ( वमन- 
दादिए। कब्नाई से 
#ास्यापन (Prez aia) 
विरेचन कराना 


जीर 
y 

भि 
a 
ny 
ff 
| 


i 
कर Fag & 


a 


| 


a 
wv 


3 


4 
थे ag 


—, 


Sri, 

ATS बलवान 
शर्करामघु- 
मिक्रलहिलपचरबयारस्व, श्रिवनातियोगे 
SBI च खरकस्य; त्रापि 
छोपञ्च बळवान भवति, दमदिशीवान्दु्िः परिषिच्या 


अ 


जत PIS TAG pares 
aie बा शीतेस्तप्डुलास्युसिन्रघुमितश्शछदबत ; 
१७ ge fas 


झतियोग ब्यापद का वर्गन-अत्यधिद्ध स्नेददन, स्वेदन से 
यु, अथवा Tae TE कोष्ट बाले THT को द्यन्त तीचय 
यात्रविक्र मात्रा में ढी गर्द औषवि अतिवोग उत्पन्न कर 
देली हे । वमन का अतियोग दोने पर पित्त की अविक प्रवृत्ति; 
का दास और वायु का ate प्रकोप होता टे । इसमें बत 
माठित कर शीनळ जळ से खान कराना चाहिए और दोषों 
अनुसार बकरा और ag मिश्रित eat के द्वारा उपचार 
करना चादिए। विरेचन का अवियोग होने पर प्रथम कफ 


Wins 


18 
11 
र्ता 


मन दोना टै। इस ददा सें मी te का होस eit वात 
नी, 


yy 
Noy 


2 
~ 


a जळ में गोला छगवाना चाहिए और wa मिश्रित 
Mess के द्वारा वमन कराना चादिप इसे 
Frames ( पिच्छिळ zeit से ae) देनी चादिए 1 


i 


ay 
shy 
a 
vl 


दूध युक्त बी से धनुवासन वस्ति छगानी चाद्विए आर 
wargame के साथ firey आदि गण के द्रव्य पीने के छिप 
देना चादिए तथा दूध चा मांसरस में से झिसी पज के साथ 
भोजन कराना दादिए ॥ 1५ ६ 


तन्मिन्नव वमनातियोगे sae शोणिते प्लीवति 
छर्द्यति a, तत्र जिह्वानिःसरणमपसरणमच्णोव्यी- 


~ € 


वृत्तिदनुसंदनन aon हिक्का स्वरा वैर्सज्यमित्युपद्रवा 
अवन्ति; चमजाखक्चन्दनोशीराखनलाज चृणः सशक्करो- 
दकेमन्थ॑ पाययेत  फलरसैवी सवृतक्ीद्रशाकेरे: झन्ना- 
मित्री बटादीनां tat सिद्धां सक्षीत्रां वर्चोमादिमिर्वा? 
पत्रसा जाङ्गलरसेच वा भोजवेत ; अतिद्रुतरोणित- 
विवानेनोपत्ररेन्‌; जिह्वामतिसर्पितां कडुकलवणचृण- 
प्रवृष्टा तिलद्राक्राप्रलिप्तां वाऽन्तः पीडयेत्‌; अन्तः 
प्रविष्टावामन्लमन्ये वन्त पुरस्तात, स्वाद्येयुः; व्याइे 
चाक्षिणी घृताभ्यक्ते पीडयेत ; Eada वातइलेष्म- 
staciada बिदव्यात » दृष्णादिवु च यथास्वं 
~ ee ¢ >. ba ~ 
प्रतिकुर्वीत; विसे वेणुबीणागीवरूनं श्रावयन्‌ ॥१२॥ 
चमन के सतियोग ळा वर्गन--इसी अतियोग की अवस्था 
क वसन का अतित्रोग होने पर रोगी रक्त थूकता दे अथवा 
रक्त का वमन करता दे! इसमें मिह्वा का बाहर निकलना, 
अन्दर की ओर सुड जाना, आँखों का फेल जाना, GAZ का 
बन्द होना, oom, दिका; पवर और संज्ञानाद भादि उपद्धव 
उत्पक् हो जाने हैँ। इस दया में बकरी का रक्त; चन्दन, GA, 
सौवीराह्यन और घान के ठावे के चूण का शकरा पुवं जळ के 
द्वारा मन्थ बना कर पिछाना चाढिप ! वृत) मड रार आकरा 
मिश्रित cel के रस था वट आदि ववो की कॉपछो सेया मछ 
बाँवने वाळे (gea यादि) दव्यो के द्वारा सिद मड मिली हुई 
चेवा पिळानी चादिए 1 दूध अथवा ऑयळजीरवो के मांसरस 
के साथ मोजन कराना चादिए अविक रक्त-ल्लाव को रोकने 
बाळी विति के अनुसार उपचार करना चादिए। अधिक 


१३५ 
बाहर निकछी हुई जिह्वा मे त्रिकट ( सॉठ, मरिच, पिप्पळ ) 
और लवण रगड़ कर या तिळ और ट्राक्षा का लेप करके 
अन्दर दवाना चाहिए । अन्दर get हुई जिह्वा को बाहर 
निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति को उस रोगी के सम्मुख 
खट्टे फलों का स्वाद लेना चाहिए । नेत्रों के फेल जाने पर शृत 
की मालिश करके दूवाना चाहिए । जबडे के वेठ जाने पर 
वातहर नस्य और स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। तृष्णा 
आदि में यथायोग्य उपचार करना चाहिग्‌ तथा संज्ञानाश 
होने पर वांसुरी, वीणा एव सगीत की ध्वनि सुनानी चाहिए॥ 
विरेचनातियोगे च सचन्द्रकं सलिलमधः स्रवति, 
ततो मांसधावनप्रकाशयुत्तरकालं जीवशोणितं च; 
ततो शुदनिःसरणं वेपथुर्वेमनातियोगोपत्रवाश्चास्य 
waa; तमपि निःखुतशोणितविधानेनोपचरेत्‌ , 
निःसर्पितगुदस्य शुदमभ्यञ्य परिस्तेद्यान्तः पीडयेत ; 
्लुट्ररोगचिकित्सितं वा ata, वेपथी वातव्याधिबि- 
वातं कुर्वीत, जिहानिःसरणादिपृक्तः प्रतीकार', अतिप्र- 
वृत्ते वा जीवशोणिते काश्मरीफलवदरीदूर्वोशीरे: 
ACA पयसा छुतमण्डाञ्जनयुक्तेन सुशीतेनास्थापयेत , 
न्यम्रोधादिकपायेक्ष्रसघृतशोणिठसंखुष्टेश्चैनै चस्तिभि- 
रुपाचरेत्‌ , शोणितष्टीवने रक्तपित्तरक्तातीसारक्रिया- 
area विदध्यात्‌ , न्यम्नोधादिं चास्य विदध्यात्‌ पान- 
भोजनेपु 1 १३॥ 


विरेचन के अतियोग का वर्णन--विरेचन का अतियोग 
होने पर मोरपंख की चन्द्रिका के तुल्य जळ बाहर निक्ळता 
है। इसके अनन्तर मांस के धोवन के समान जीव शोणित 
( शरीरेन्द्रियसच्वात्म-संयोयाश्रय रक्त) आता है, फिर 
TE, कम्प आर वमन के अतियोग वाले उपद्रव 
उत्पन्न होते हे। इसकी चिक्रिसा भी अधिक cena 
a रोकने चाळी विधि के द्वारा करनी चाहिए । gesia 
दोचे पर शुदा में स्नेह का अभ्यङ्ग तथा स्वेदन करके 
अन्दर की ओर दाना चाहिए्‌। करप में चातब्याधि 
चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए । निह्वानि.सरण 
की चिकित्सा विधि ऊपर ववळाई गई दे ! जीव शोणित का 
खाव अधिक होने पर गम्भारी के फल, वेर, ga और खस के 
द्वारा सिद्ध दूध मे घी का मण्ड और सौवीरा्जन मिला कर, 
mae क्रक, आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । 
न्यभ्नोधादिगण के छाथ में गच्चे का रस, ge जौर रक्त ( बकरी 
का रक ) मिलाकर वस्तियों के द्वारा उपचार करना चाहिए। 
थूक के साथ रक्त निकलने पर रक्तपित्त और रक्तातिसार की 
भाति चिरस्स करनी चाहिए तथा पान और भोजन में 
न्यभोघादिगण के द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

जीवशोणितरक्तपित्तयोश्च जिज्ञासार्थं तस्मिन्‌ 
पिचुं झोतं चा विषेत्‌, यद्ुष्णोदकप्रक्षालितमपि ag 
रञ्जयति तञ्जीवशोणिततमवगन्तव्यं, aa च 
दयाच्छकुसमिश्रं चा; स यद्युपभुञ्जीत तल्नीबशोणित- 
मघगन्तञ्यम्‌ , अन्यथा रक्तपित्तमिति ॥ १४॥ 

जीवशोणित और रक्त-पित्त परीक्षा-जीवश्नोणित ( शुद्ध 


SY 


सुश्रुतसंहिता 


AL कटक कक कक कका ककल PP PPP OPIATE OD IIIT NN ee 


रक्त) और रऊपित्त की परीक्षा के लिए निकले हुए रक्त मे 
रई या वख मियोना चाहिए। यदि उष्ण जळ से धोने पर 
भी वस्च का रंग साफ न हो तो उसे जीवक्षोणित समझना 
चाहिए । भोजन या सत्तू में उस रक्त को मिला कर इत्ते को 
देना चाहिए, यदि कुत्ता उसे सा ले तो जीवद्योणित समझना 
चाहिए अन्यथा उसे रक्तपित्त जानना चाहिए ॥ १४॥ 
सशेपान्नेन वहुदोपेण रूक्षेणानिलप्रायकोष्ठेनानु- 
प्णमस्निग्धं वा पीतमोपधमाध्मापयति, तत्रानिलतः 
मूत्रपुरीपसद्वः समुन्नद्धोदरता पार्दभड्डो गुदबलिनि- 
स्तोदन॑ भक्तारुचिश्न भवति, तं चाध्मानमित्याचक्षतेः 
तमुपस्वेद्यानाहवतिदीपनवस्तिक्रिय्राभिरुपचरेत ॥१५॥ 
आध्मान व्यापद का वर्णन--अन्न का समुचित परिपाक 
न होने वाले, बहुढोप युक्त, रूक्ष, एव वातगप्रधान कोष्ट मनुष्य 
को स्नेहरहित शीतळ आऔषपधि पीने से आध्मान होता हैं। 
इसमें अपान वायु और सलमृत्र का अवरोध, पेट का फूरना, 
Matis, गुदा alt बस्ति में सुई चुभाने की सी वेदना तथा 
भोजन से अरुचि हो जाती है। इस अवस्था को आध्मान 
कहते ह। इसमें स्वेदन करके आनाहवति (ane अनुलोमन 
क्रिया), दीपन, रूघन आदि क्रिया तथा वस्ति के द्वारा 
उपचार करना चाहिए ॥ १५॥ 
क्षामेणातिमृडुकोष्ठेन मन्दाभिना रूचेण बाऽति- 
तीदणोष्णातिलवणमतिरश्रं चा पीतमौपधं पित्तानिली 
प्रदूष्य परिकर्तिकामापादयति, तत्र शुदनाभिमेढबस्ति- 
शिरःसु सदाहं परिकर्तेनमनिलसङ्गो वायुबिष्टम्भो 
भक्तारुचिञ्च भवति, तत्र पिच्छावस्ति्यष्टीमधुककृष्ण- 
तिलकल्कमघुघृत्युक्त', शीताम्बुपरिपिक्तं चेनं पयसा 
gerd घृतमण्डेन यष्टीमधुकसिद्धेन तैलेन वाऽ" 
वासयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
परिकत्तिका व्यापदू का चर्णन--क्षीण वलकाय, aftr 
कोष्ठ, मन्दाच्चि से युक्त, रूह पुरुष के अत्यन्त तीचंग, उप्ण 
अथवा अधिक छचणमिश्रित अति ea औषधि पीने से पित्त 
और वायु प्रकुपित होकर परिकर्तिका उत्पन्न कर देते हैं। 
इसमें गुदा, नामि, मेदू, वस्ति और शिर में दाह के साथ 
कंची से काटने के समान वेदना, अपान वायु का अवरोध, 
ag की विगुणता और भोजन में अरुचि हो जाती है। 
इसमें मधु, घृत युक्त सुलेठी और काले तिळ के zens 
साथ पिच्छावस्ति का प्रयोग करना चाहिए और रोगी को 
शीतल जळ से ख़ान तथा दूध के साथ भोजन दे कर, 
घृतमण्ड अथवा मुलेठी के द्वारा सिद्ध te से अनुवासन 
afta का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६॥ 
करकोए्ठस्यातिप्रभूतदोपस्य स्ृद्ठीपथमवचारितं 
ससुत्छिश्य दोषान्न निःशेषानपहरति, ततस्ते दोपाः 
परिस्रावमापादयन्ति, तत्र दौवेल्योदरविष्टम्भारुचिंगा- 
त्रसद्नानि waka, सवेदनो चास्य पित्तश्लेष्माणौ 
परिस्रवतः, तं परिस्रावमित्याचक्षते;ः तमजकर्णघबति- 
निशपलाशावलाकषायेमे घुसंयुक्तेरास्थापयेत्‌ » उपशान्त" 
दोषं स्निग्घं च भूयः संशोघयेत्‌ ॥ १७॥ 


अध्यायः ३४ |] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१३६ 


परि्राव च्यापद्‌ का चर्णन-वहु दोषयुक्त कर कोष्ट 
वाळे ager के ag औषधि सेवन करने पर, वह दोषों को 
उत्क्खेशित कर सम्पूणं रूप से बाहर नहीं निकाल 
जिससे वे दोष परिखाव उत्पन्न कर देते दै! इसमें हुवंलता, 
उद्र में वायु वेयुण्य, भोजन में अरुचि और अंगों में पीड़ा 
होती है, वेदना के साथ पित्त और इलेप्मा निकरूता है, इस 
अवस्था को परिख्ाव कहते हें । इस qa में अजकर्ण, घव, 
तिनिश ( स्यन्दन), पलाश और वला ('खरेंदी ) के मधु 
युक्त छाथ के द्वारा आस्थापन वर्ति का प्रयोग करना चाहिए 
तथा परि्राव के शान्त होने पर रोगी का स्नेहन करके पुनः 
सशोधन देना चाहिये ॥ ५७॥ 
अतिरूच्तेऽतिस्निग्वे वा भेपजमवचारितमप्राप्रं 
वातवचे उदीरयति वेगाघातेन वा, तदा प्रवाहिका 
सवतिः नत्र सवातं सदाहं सशूलं शुरु पिच्छिलं श्वेतं 
कृष्णं सरक्तं वा Ui प्रवाहमाणः कफमुपविशति; तां 
परिख्रावविधानेनोपचरेत्‌ ॥ १८॥ 
प्रवाहिका व्यापद्‌ का वणंन-अतिरूक या अति face 
पुरुष में प्रयुक्त औषधि; वात और मल के ene वेगो को 
प्रवर्तित कर अथवा वेगों का अवरोध करके; प्रवाहिका उत्पन्न 
करती हे । अर्थात्‌ अत्यन्त रूक्ष पुरुप को औषधि देने पर जब 
ag और मल के अप्राप्त वेग ही प्रवर्तित होते हैं तव प्रवाहिका 
होती है तथा अत्यन्त fers पुरुप को जव ओपधि दी जाती 
है तव वेगो के अवरुद्ध होने के कारण प्रचाहिका होती है। 
इसमें बातसहित, दाह और शूळ से युक्त, गुरु, पिच्छुछ, 
श्वेत, कुष्ण या रक्तमिश्रित aga अधिक कफ प्रवाहण करने 
पर ( मळ त्याग के समय किनछुने पर) निकलता है। 
इसका उपचार; परिस्राव चिकित्सा विधि की भांति करना 
चाहिये ॥ १८॥ 
यस्तूथ्वेमधो वा भेषजवेगं प्रवृत्तमज्ञत्वाह्विनिहन्ति 
तस्योपसरणं हृदि gata दोषाः, तत्र प्रधानममंस- 
न्तापाढेदनाभिरत्यथ पीड्यमानो दन्तान्‌ किटकिटायते, 
उद्रताक्षो जिह्वां खादति, प्रताम्यत्यचेताश्च भवति, तं 
परिवजेयन्ति मूर्खाः; तमभ्यञ्य घान्यस्वेदेन स्वेदयेत्‌ , 
~ ha तेलेन x a 
यष्टिमधुकसिद्धेन च तेलेनामुवासयेत्‌+ शिरोविरेचनं 
चास्मे तीचणं विदध्यात्‌, ततो यष्टिमधुकमिञ्रेण तण्डु- 
लास्वुना Fe, यथादोषोच्छायेण चैनं बस्तिभिरु- 
पाचरेत॥ १६ ॥ 
भौपध के प्रवृत्त वेग को रोकने से उत्पन्न अवस्था का 
वर्णन-जो व्यक्ति अज्ञाववश ऊपर या नीचे की ओर 
nau औपध-चेग को रोकता दै, उसके ( प्रकुपित इए ) 
दोप हृद्य में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में रधान मसं 
(हृदय ) के सन्तक्ष होने से अत्यधिक वेदना से पीडित 
पुरुप दाँत कटकराता है, आँखे ऊपर उठ जाती हैं, जीभ 
काटता है, मूर्च्छित होता हे और अन्त में सज्ञारहित हो 
जाता है। सूख लोग इसकी चिकित्सा ( स्तक समझ कर ) 
नही करते । इसमें रोगी का अभ्यङ्ग करके धान्यस्वेद से 
स्वेदन करना चाहिये, मुलेदी से सिद्ध तेल के द्वारा अचुवासन 


ooo 
। देना चाहिए और तीषण सिरोविरेचन का प्रयोग करना 
चाहिए। फिर मुलेठी मिले हुए तण्डुळोदक के द्वारा वमन 
कराना चाहिए तथा दोपों के प्रकोप के अनुसार बस्तियों से 
इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९॥ 
यस्तूध्वेमधो वा प्रवृत्तदोषः शीतागारमुदकमनिल- 
WUE सेवेत, तस्य दोषाः स्रोतःस्वजीयमाना घनी- 
सावमापन्ना वातमूत्रशकदूमद्दमापाद्य विबध्यन्ते, तस्या- 
टोपो दाहो st वेदनाश्च तीव्रा भवन्ति; तमाशु 
बामयित्वा प्राप्तकालां क्रियं कुर्वीत; अधोभाये त्वधो" 
भागदोषहरद्वव्यं सेन्धवामुमूत्रसंसृष्टं विरेचनाय पाययेत्‌, 
आस्थापनमनुवासनं च यथादोषं विदध्यात्‌, यथादोष- 
माहारक्रमं च; उभयतोभागे तूपद्रवविशेषान्‌ यथास्वं 
प्रतिकुर्बीत ॥ २०॥ 
विवन्धव्यापद्‌ का वर्णन--ऊध्व या अधोमार्ग से भवृत्त 
दोपों की स्थिति में जो पुरुष शीत्तलगृह, जळ, चायु या 
अन्य शीतल वस्तुओं का सेवन करता है, उसके दोष स्रोतों 
में रुककर, घनत्व ( ठोस ) दक्षा को प्राप्त होते हुए वायु, 
मूत्र और सळ को रोककर विवन्ध उत्पन्न कर देते हे । इसमें 
रोगी को दाह, ज्वर और तीम वेदना होती है, उसे शीघ्र 
चमन देकर अवस्था के अनुसार उपचार करना चाहिए। 
विरेचन की अवस्था में अधोभाग के दोषों को दूर करने वाले 
द्वव्यों को सेन्धानमक, काजी तथा गोमूत्र में मिलाकर 
विरेचन के लिए पिलाना चाहिए, आस्थापन तथा अनुवासन 
यस्ति का प्रयोग दोपों के अनुसार करना चाहिये, दोषों के 
अनुकूळ आहार सेवन कराना चाहिए तथा दोनों मार्गों की 
प्रवृत्ति अवस्था सें उपद्रव विशेष का प्रतिकार, दोषों के 
अनुसार करना चाहिए ॥ २०॥ 
या तु विरेचने गुदपरिकतिका तद्वमने कण्ठक्षणन, 
यद्घः GRIGG स ऊध्वभागे श्लेष्मप्रसेकः, या त्वघः 
९ 
प्रवाहिका at get शुष्को द्वारा इति ॥ २१॥ 
कतिपय वसन-विरेचन व्यापदो के अन्तर का निर्देश-- 
विरेचन में जिस प्रकार युदपरिकर्तिका होती हे उसी प्रकार 
वमन में कण्ठक्षणन (कण्ठ में जलन) होता है, विरेचन में जो 
परिख्राव है वमन में वही कफप्रसेक है तथा विरेचन में जिसे 
प्रवाहिका कहते है वही चमन में शुष्क उहार कहलाता है ॥ 
भबति चात्र 
यास्त्वेता व्यापदः NB दश पञ्च च तत्त्वतः | 
एता विरेकातियोगदुर्योगायोगजाः स्मृताः URN 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने वमनविरेचन- 
व्यापञ्चिकिर्सितं नाम चतुद्चिशोड्थ्यायः ॥३४॥ 
= ee 
पूर्वोक्त व्यापदों का हेतु--जेसे किः--तत््वतः ( परमार्थ 
रूप से) जिन पन्द्रह प्रकार की व्यापदों का वर्णन किया 
गया है, वे विरेचन तथा वमन के अतियोग, मिथ्यायोग, 
एव हीन योग के कारण उत्पन्न होती हैं ॥ २२ ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसंदी पिकाभाषाव्यास्यायों चत्तुखिशत्तमोऽध्यायमा 
Rap rd 


१४० 


सुश्रतसंहिता 


पश्चज्िशत्तमोष्ध्यायः 


अथातो नेन्नबस्तिप्रमाणप्रविभागचिकित्सित॑ क्‍ 


स्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 


नेत्रवस्ति के प्रमाण, विभाग तथा चिकित्सा का उपक्रम- 
इसके अनन्तर थन्त्रवस्ति इनका प्रमाण तथा विभाग एवं 
इनके द्वारा की जानेवाळी व्याधि-प्रतिकार पद्धति का वर्णन 
किया जा रहा है, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ( gaa 


प्रति शिप्यों से) कहा ॥ १-२ ॥ 


विमशः--तेश्न यन्त्रम्‌ ( लेहृदानसाधननलिका ) । वस्तिरेणा- 
दीनां मूत्राधारः ९वस्तिर्नांभिचमंविशेपो मृत्नारथानम ) तदाधेय 


द्रन्यमपि, तयो, प्रमाण प्रविभागश्व, स एव चिकित्सित व्याधे 
प्रतीकारो यस्मिन्‌ तत्‌ । 


तत्र स्नेहादीनां कर्मणां बस्तिकर्म प्रधानतममाहु- 
राचार्या: | कस्मात्‌ ? अनेककर्मकरत्वाद्स्तेः; इह खलु 
बस्तिननाविषद्रव्यसंयोगाद्दोपाणां संशोधनसंशमन- 
संग्रहणानि करोति, क्षीणशुक्र वाजीकरोति, कुशा बह्‌ 
यति, स्थूलं कर्शयति, चक्षुः प्रीणयति, बलीपल्लित- 


सपहन्ति, बयः स्थापयति ॥ ३॥ 

वस्ति की प्रश्ञसा-आचार्य छोग स्नेहन आदि कमों में 
वस्तिकर्म को सुख्यतम मानते है। क्योंकि चस्ति अनेक 
कार्यो को सिद्ध करती हे । नाना प्रकार के wat के संयोग 
से वस्ति दोषों का सशोधन, संशमन और संग्रहण करती है, 
क्षीण शुक्र पुरुष को वाजी अर्थात्‌ gaan वनाती है, कश 
को पुष्ट करती है, स्थूळ को दुर्बळ करती है, नेन्नों को शक्ति 
देती दै, वली-पलित रोगों का नाश करती है और आयु को 
बढ़ाती है ॥ ३॥ 
शरीरोपचय वर्ण बलमारोग्यमायुषः | 
कुरुते परिवृद्धि च बस्तिः सम्यशुपासित' ॥ ४1! 

भली भांति सेवन की गई” वस्ति शरीर की पुष्टि, वर्ण, 
वळ, आरोग्य और आयुष्य की वृद्धि करती है ॥ ४ ॥ 

विमशः-चिकिरसा में चरक ने वस्ति के महत्त्व को 
निश्नलिमित शब्दों से व्यक्त किया हे-शासागता कोष्ठगताश्व 
रोगा मर्मावसर्वावयव गताश्च । ये सन्ति तेपा न तु कश्चिदन्यो 
वायो' पर जन्मनि हेतुरस्ति | विष्मूत्रपित्तादिमलाशयानां विक्षेप- 
CAITR. स यस्माच्‌ । तस्यातिबृद्धस्य थमाय नान्यदू वस्तिना 
भेपजमस्ति फिञ्चित्‌ । तस्माचिकित्सार्दभिति बरुवन्ति सर्वा चिकित्सा 
मपि वस्तिमेके ॥ (Ho कहप० ao १) 

तथा ज्यरातीसारतिमिरप्रतिश्यायशिरोरोगाधिस- 
न्थादिताक्षेपकपक्षाघातैकाज स्वाद रोगाध्मानोदरयोनि- 


शलशकंराशूलबृद्ध्युपदशानाहमृत्रकच्छगुल्मबात शोणि. 


अतिसार, तिमिर, 


५ अधिमन्थ, अदित 
IE, पक्षाचा FR 


त, Garrat, सर्वाद्ववात, आध्मान, 


उद्र, योनिशूछ, शकरा-शूळ, वृद्धि, उपदंश, भानाह, 
WAZ, aA, चातशोणित, वात-मूत्रमळ का अवरोध, 
उदावतं, शुक्र आतंव-स्तन्यनाश, हृदय, हनु-मन्याग्रह, 
शकरा, अशमरी तथा मूढगर्भ segs रोगों में किया जाता है ॥ 


भवति चात्र— 


बस्तिबोते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते | 

संसर्गे सन्निपाते च बस्तिरेव हितः सदा ॥ ६॥ 
जैसे कि--वात, पित्त- कफ, रक्त, दोषों के संसर्ग (प्रकोप) 

तथा सन्निपात ( त्रिदोपज संसर्ग ) में वस्ति प्रयोग ही सवंदा 


हितकर होता है ॥ ६ ॥ 

तत्र सांबत्सरिकाष्टद्विरटबपोणां पडष्टदशाबुलप्ममा- 
णानि कनिष्ठिकानामिकामध्यमाहुलिपरिणाहान्यप्रेड- 
ध्यघोडुलब्यह्दुलाधतृतीयाहुलसन्निबिष्टकर्णिकानि कङ्क 
श्येनब्हिणपक्षनाडीतुल्यप्रवेशानि मुद्ठमाषकलायमात्र- 
स्रोतांसि विदध्यान्नेत्राणि | तेपु चास्थापनद्रव्यप्रमाण- 
मातुरहस्तसंमितेन प्रस्रतेन संमितौ प्रस्रतौ दौ चत्वारो" 
ऽष्टौ च विधेयाः ॥ ७॥ 


बस्ति नेत्र का प्रमाण--एक, आठ तथा सोलह वर्ष की 
आयु के लिए क्रमशः छे, आठ भौर दश अंगुल लम्बी, 
कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा अंगुलि के समान मोटी 
अग्रभाग में डेढ अंगुल, दो अंगुळ और साढे तीन अंगुल 
दूरी पर कर्णिकासहित तथा मूळ में कंक, श्येन (वाज) 
भर मोर के पख की नाडी की भांति प्रवेश द्वार वाळी एव 
मूग, उडद और मटर प्रमाण अप्र छिद्र युक्त नेत्रों का निर्माण 
करना चाहिये | उनमें क्रमशः आतुर की हस्त प्रमाण अञ्जलि 
से दो, चार और आठ अञ्जलि आस्थापन द्रब्य की मात्रा 
रखनी चाहिए ॥ ७॥ 


विमशः--तत्र सावत्सरिकाएद्विर्वर्पाणामित्यत्र यथासख्य- 
व्याख्यानेन सावत्सरिकवालस्य निरूहयन्त्र पडड्कुळग्रमाणम्‌ , 
ततकनिछिकापरिणाहृम्‌, भम्रेऽध्यर्द्धाङ्टुङसन्निविष्कणिक, aga 
नाडीतुल्यप्रवेश मूळे, सुद्रवादिखरोतश्चाये विदध्यात्‌ । छत्राकारा 
युदेऽधिकान्त प्रदेशरोधिनी कणिका कथ्यते । कङ्क | aH. 
कृष्णवर्णं प्रसिद्ध एवं | भ्रष्टवर्षस्य पुनरष्टाडुलप्रमाण, तदनामिका- 
परिणाइम्‌ , अग्रे इयङ्कुळसन्षिविष्टकणिक, इयेनपक्षनाडीतुल्य- 
प्रवेश मूले, माधवादिखरोतश्चामे विदध्यात्‌ । द्विरष्टवर्षस्य पोटशवप- 
स्येत्यर्थ" । किम्भूत यन्त्रम्‌, agen, तन्मध्याङ्कुखिपरिणाह, 
अद्ंतृतीयाहुलसन्निविष्टकर्णिकम्‌ । वहिंणो मयूर, तत्पक्षनाडी- 
प्रवेश मूले, कळायवाहिखरोतश्चाम्रे विदध्यात्‌। तेष्विति सावत्सरि- 
काष्टद्विर्वरपेषु वालेपु ययासख्यमातुरहस्तेन द्वौ चत्वारोऽषटौ 
च प्रसता विधेयाः । wast कुञ्चिता्टुलि' पाणि,, ननु पढद्वय- 
मिति गयदासाचार्य. | जेज्जटाचार्यस्तु आतुरहइस्तम्रदुण मध्यमपुरुषः 
हस्तोपरक्षणम्‌ , तेन तत्‌ प्रस्तेन पलद्वयप्रमितेनेति व्याख्यानयति | 
( sae) 


व्पोन्तरेपु नेत्राणां बः्तिमानस्य चैव हि | 
बयोबलशरीराणि समीच्योत्कर्पयेद्विधिम्‌ ॥ ८॥ 


बीच के वर्षों में ( उपयुक्त आयु के अतिरिक्त) नेत्रों का 


अध्यायः ३५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ ४ 


१४१ 


प्रमाण तथा वस्ति द्रब्य की मात्रा वय, वळ और शरीर 
की भली भाँति परीक्षा करके चढ़ा लेनी चाहिए ॥ ८ ॥ 
rafter द्वादशाडुलं; मूले$हुष्ठोदरपरीणा- 
हम्‌, अग्रे कनिप्ठिकोदरपरीणाहमू, अग्रे अ्यबुलसन्नि- 
विष्टकर्णिकं, ग्रधपक्षनाडीतुल्यप्रवेशा, कोलास्थिमात्र- 
Rag, छ्िन्रकलायमात्रच्छिद्रमित्येके; सवोणि मूले 
वस्विनिबन्धनाथ द्विकर्णिकानि | आस्थापनद्रव्यप्रमाणं 
तु विहितं दादशप्रस्तता:। सप्ततेस्तूध्व नत्रप्रमाणमेतदेच) 
द्रव्यप्रमाणं तु द्विरटवर्षबत्‌ ॥ ६ ॥ 
पच्चीस वर्ष से ऊपर की भायु के लिए बारह age 
लम्बी, भूल में अंगुछोद्र प्रमाण मोटी, अग्रभाय में कनिष्ठि- 
कोदर प्रमाण मोदी तथा अअभाग में तीन अंग्रुल दूरी पर 
कर्णिका सहित, ग्रृद्धपक्षी की नाडी के समान मूळ में प्रवेश 
द्वार वाली, वेर की गुठळी के तुल्य अग्मभाग में चिट से 
युक्त, किन्ही आचायों के मत से फूले हुए मदर के तुल्य 
अग्रभाय में छिठयुक्त एवं सभी नेत्रा के वस्ति को 
बाँधने के लिए दो कर्णिका होनी चाहिए। इनमें आस्थापन 
दव्य बारह प्रसृत (aes) होना चाहिए। सत्तर वर्ष 
से ऊपर की आयु में नेत्र का प्रमाण इतना ही होना 
चाहिए पर दन्य प्रमाण dies वर्ष की आयु के छुल्य 
होना चाहिए ॥ ९॥ 
agatea: प्रयोक्तञ्यो बिशेषाद्वालब्ृद्धयोः | 
तयोस्तीदणः प्रयुक्तस्तु वस्तिहि स्याद्‌ बलायुपी॥१०। 
चाळक और वृद्धो की वस्ति में चिरोपता--चाळक और 
बृद्ध के लिए feed से ag वस्ति का प्रयोग करना 
चाहिए क्योंकि इस अवस्था में तीदग वस्ति का प्रयोग बळ 
और आयुष्य को नष्ट करता हे ॥ १० ॥ 
( ब्रणनेन्रमष्ठछाहुल॑ सु्गवाद्दित्रोतः; अणमवेच्य 
यथास्वं खेहकपाये बिदघीत ॥ ११॥ ) 
बण नेत्र के रन्ण--त्रण नेत्र की Sas आठ aye और 
खोत मूंग की आङ्कति का होना चाहिए तथा नण 
की परीक्षा करके दोषों के अनुसार स्नेह एवं कपायों का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ११ ॥ 
तत्र नेत्राणि सुत्रणरजतताम्रायोरीतिदन्तश्श्ङ्ग मणि- 
तरुसारमयानि शलदणानि दृढानि गोपुच्छाङृतीन्युजूति 
रुटिकासुखानि च ॥ १२॥ 
वस्तिनेत्र के निर्माण दव्यो ete भाकृतियॉ का निर्देश-- 
नेत्र सुवर्ण, रजत, तात्र, लोह, पित्तळ, दन्त, रंग, स्फटिक 
और वृक्ष के सार भाग से निर्मित तथा चिकने, इढ़, गौ 
की ig की आझ्कतिवाले, सीधे और गोलसुख से युक्त 
होने चाहिए ॥ १२॥ 
वस्तयश्च बन्ध्या weal नातिवहला दृढाः प्रमाणः 
चन्तो योमहिषवराहाजोरभ्राणाम्‌ 11 १३ ॥ 
चस्ति के निर्माण द्वव्य--वस्तियों का निर्माण बन्ध्या 
गौ, मेस, सूअर, बकरी और भेंड की बस्तियों के द्वारा 
करना चाहिए, जो कोमळ gi, बहुत मोडी न a तथा इद 
और प्रमाण युक्त हों ॥ १३॥ 


नेत्रालाभे हिता नाडी नलवंशास्थिसंभवा | 
वस्त्यलाभे द्वितं चर्म सूक्मं चा तान्तवं घनम्‌ ॥१9॥ 
नेत्र के अभाव में नरसळ, वॉल या अस्थि की बनी हुई 
नळी हितकर होती हे और वस्ति के अभाव में पतला 
GAS अथवा गाढ़ा TS उपयोगी होता हे ॥ १४ ॥ 
वस्ति चिरुपदिग्ध तु ae सुपरिमार्जितम्‌ | 
waged’ च सुहुः खेहविमर्दितम्‌ ॥१श॥। 
नेत्रमूले प्रतिष्ठाप्य न्युव्जं तु विवताननम | 
बद्ध्वा लोहेन aaa चर्म खोतसि freee ॥१६॥ 
afta निर्माण की प्रक्रिया—मांस रक्त भादि से रहित, 
शुद्ध ( कपायरज्ित ), भळी-भाँति स्वच्छ की हुई, कोमल, 
न तो वडी और न छोटी, अनेक वार स्नेह से मर्दित, फेले 
इए सुखवाली अधोसुखी वस्ति को नेन्न के मूळ में जोडकर 
बाँधना चाहिए और तप्त छोह-शळाका से उस वस्ति चर्म 
के छिद्र को जळा देना चाहिए ॥ १५-१६॥ 
परिवत्ये ततो बस्ति वदूध्या गुम निधापयेत्‌ | 
आस्थापनं च तैल च यथावत्तेन दापयेत्‌ ॥१५॥। 
afta को फिर उळट कर तथा चाँधकर सुरक्षित स्थान 
में रखना चाहिए और इसके द्वारा विधिपूर्वक आस्थापन 
( निरूह ) एवं Ga बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए ॥१७॥ 
तत्र द्विविधो वस्ति:--नैरूहिकः, स्नेहिकश्थ | 
आस्थापनं, निरुह इत्यनर्थान्तरं; तस्य विकल्पो साधु- 
तैलिकः; तस्य पयोयशब्दो यापनो युक्तरथः, सिद्धनस्ति- 
रिति। स दोपनिर्हरणाच्छरीरनीरोहणाद्वा निरूहः 
बयःस्थापनादायुःस्थापनाद्वा आस्थापनम्‌ | माधुतेलिक- 
विधानं च निरूहोपक्रमचिकित्सिते aaa: 1 यथा- 
प्रमाणगुणविहितः रनेहवस्तिविकल्पोऽनुबासनः पादाव 
(प) कृष्टः | अनुवसन्नपि न दुष्यत्यहुदिवसं वा दीयत 
Ce 
इत्यनुवासनः | तस्यापि विकल्पोऽधार्धमात्राबङ्कष्टोऽ- 
परिद्दार्या सात्रावस्तिरिति ॥ १८॥ 
बस्ति के भेद-वस्ति दो प्रकार की होती हे-( १) 
नैरूहिक और (२) स्नेहिक । आस्थापन और निरूह 
एकार्थवाचक शब्द El माइतलिक वस्ति इसी का भेट है 
और यापन, gata तथा सिद्वत्रस्ति इसके पर्यायचाचक 
शब्द है। दोषों को निकालने अथवा शरीर का रोहण (बृदि) 
करने के कारण इसे निरू कहते ह तथा चय (वळ?) 
या आयु को स्थिर रखने से यह आस्थापन कहळाती है | 
माधुतेलिक वर्ति का विधान निरुहक्रम चिकित्सित 
अध्याय सें किया जा रहा है। अपने प्रमाण मौर युण के 
aga कथित, आस्थापन से चतुर्थांश मात्रा वाळी 
अनुवासन वस्ति, स्नेह वस्ति का सेद हे! शरीर में रुकी 
रहने पर भी जो दूपित नहीं होती अथवा प्रतिदिन जिसका 
प्रयोग किया जाय उसे अज्नुवा्न कहते हे । इस अनुवासन 
afta का मेद्‌ arn बस्ति हे, जो डेढपल प्रमाण मात्रा 
चाळी तथा निरुपद्र होती हे ॥ १८॥ 
विमर्श'--यस्य यत्‌ प्रमाण यो यो शुणस्ताभ्या विदितः Sz- 
वस्त्याख्योऽ्चुवासनसञ्च इत्यर्थः । यथावय इत्यादि वद्यमाण- 


१४२ 
वाक्यदशंनात आस्थापनस्य पाढेखिमिरवकृष्टी हीन* पादावकृष्टः | 
अवमर्य*-सावत्सरिकादि कालापेक्ष यत्‌ अकुश्नादि चतुर्विशतिपलाव 
सान चिरूइम्रमाण तन्नतुर्थीशिन कर्षेमारभ्य पट्पलानि यावदनुवास 
नस्य प्रमाणमिति । तस्वाप्यनुवासनस्य पट्पलप्रमागस्यार्द्डमात्रा 
qa पादावशिष्टेड्ष्यडंपलमात्र sad । ( डल्हण ) 
निरूहः शोषनो लेखी स्नेहिको बृंहणो मतः | 
निरूहशोधितान्मागीन्‌ सम्यक खेहो 5सुगच्छति | 
अपेतसबंदोषासु नाडीष्विव वहज्जलम्‌ ॥१६॥ 
सबदोपहरशासी शारीरस्य च जीवनः। 
तस्माढिशुद्वदेहस्य स््रेह्वस्तिर्विधीयते ॥२०॥ 
विशुद्ध देह में ही स्नेहचस्ति विधान का निर्देश-- 
निरूहवल्ति शोधन और लेखन करती 2 तथा स्नैहिक 
वस्ति den होती हे! निरुहवस्ति से शुद्ध हुए मार्गा 
में स्नेह भटी-भाँति उसी प्रकार पहुँचता है जिस प्रकार 
सर्वविध दोषरहित ( कड़े, करकट या अन्य वाधा से 
रहित ) नाली में जळ पहुँचता Zt वस्तियाँ ( निरूह और 
अनुवासन ) सम्पूर्ण stat को दूर करने वाळी तथा शरीर 
के लिए प्राण होती ह, अतः शुद्ध शरीर वाळे व्यक्ति 
के लिए ही स्नेहवस्ति का विधान करना चाहिए ॥१९-२०॥ 
~ ce 
तत्रोन्मादभयशोकपिपासारोचकाजीणाँशे.पाण्डुरो- 
गश्रममदमूच्छांच्छदिङुएमेहोद्रस्थौल्यश्वासकासक- 
ण्ठशोपशोफोपसुष्टक्षतक्तीणचतुद्िमासगर्भिणी हुर्वेला- 
TAGE बालवृद्धो च वातरोगादृते क्षीणा नाचुवास्या 
नास्थापयितव्याः ॥ २१ ॥ 
बस्ति कमं के अयोग्य मचुष्य-उन्माद, भय, झोक, 
पिपासा, अरोचक, अजीणं, अर्श, पाण्डुरोग, भ्रम, मद, 
weal, of, कुछ, मेह, उदर, स्थौल्य, श्वास, कास, 
कण्ठशोप, शोथ तथा sia से युक्त कुश, सात मात 
की गर्भिणी, दुवंळ अभि वाले, असहिष्णु चालक, वृद्ध एवं 
चात्तरोग के अतिरिक्त अन्य कारणों से क्षीण घुरुषों को, 
भनुवासन और निरुहण वस्विया नहीं देनी चाहिए ॥ 
उद्री च प्रमेही च act स्थूलश्च मानवः | 
अवश्यं स्थापनीयास्ते नानुवास्याः कथञ्चन ॥र२श॥ 
रोग विशेष मे केवळ स्थापन का निर्देश--उदर, प्रमेह 
और इष्ठ से पीडित तथा स्थूळ मनुष्य को अनुवासन 
वस्ति अवश्य देनी चाहिए किन्तु इनके लिए निरूह afte 
का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिप्‌ ॥ २२ ॥ 
असाध्यता विकाराणां स्यादेपामनुवासनात्‌ | 
असाध्यत्वेऽपि भूयिएं गात्राणां सदनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
अनुवासन प्रयोग से इनमें हानि-इन रोगों से पीड़ित | 
agai को अनुवासन देने से ential असाध्य हो जाती 
है, असाध्य अत्र्या में भी अंगों में पीडा अधिक होती हे ॥२३॥ 
पकाशये तथा श्रोण्यां नाभ्यघस्ता्च सर्वत. | 
सम्यकप्रणिदितो यस्ति’ स्थानेष्वेतेषु तिष्टति wee 
चस्ति द्वारा सर्वागगत दोषो के हरण का निर्देश-- 
सळी-्माति प्रयुक्त वस्नि प्राशय, sata और नामि 
के अधोभाग में चारों ओर रहरती दै ॥ २४॥ 


सुश्रुतसंहिता 


पकाशायाद्वर्तिवीयं खेरदेहमनुसर्पति | 
वृक्षमूले निषिक्तानासपां वीयेमिव द्रुमम्‌ 1२५ 
पक्काशय से वस्ति का चीयं (प्रभाव) स्रोतों के द्वारा 
सम्पूर्ण शारीर में उसी प्रकार फैल जाता दे, जिस प्रकार 
वृक्ष की जड़ में सींचे गए जळ की aks सम्पूर्ण वक्ष मे फेल 
जाती हे ॥ रण ॥ 
स चापि सहसा बस्तिः केवलः समलोऽपि वा | 
प्रत्येति वीयं त्वनिलेरपानाय्ैर्विनीयते ॥२७।॥ 
वह वस्ति भी केवल था सळ के साथ सहसा बाहर 
निकल आती है किन्तु उसकी शक्ति अपान, उदान और 
व्यान आदि के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में पहुँच जाती हे ॥ २६॥ 
वीर्येण बस्तिरादत्ते दोषानापादमस्तकात्‌ (न्‌) | 
पक्काशायस्थोऽम्चरगो भूमेरकों रसानिव ॥२७॥ 
पक्काशयश्थ चरित अपनी शक्ति से शिर से पेर तक के 
सम्पूर्ण दोषों को उसी प्रकार अहण करती हे जिस प्रकार 
आकाइ में रहने वाळा सूर्य भूमिसे!रसां को खींचता है troll 
स कटीप्रएकोष्ठस्थान्‌ बीर्यणालोड्य संचयान्‌। 
उत्खातमूलान्‌ हरति दोषाणां साधुयोजितः॥२५॥ 
भली aif प्रयुक्त वस्ति अपनी शक्ति से करि, एष्ट 
और कोष्ठ में संचित ait को हिलाकर जड सहित sare ` 
कर दूर करती दै ॥ २८॥ 
दोपत्रयस्य यस्माच्च प्रकोपे वाथुरीश्वरः। 
तरुमात्तस्यातिवृद्धस्य शारीरमभिनिन्नतः ॥२६॥ 
वायोबिंपहते वेगे नान्या वस्तेत्ररेते क्रिया | 
पबनाविद्धतोयस्य वेला वेगमिवोदघेः ॥३०॥। 
चात-प्रकोप के cma में वस्ति की प्रधानता--चूँकि 
तीनों दोषों को प्रकुपित करने में स्वामी वायु होता हे, 
इसलिए शारीर को हानि पहुँचाने वाळे, अत्यधिक वढे हुए 
उस वायु के वेग को विदोपरूप से सहन करने में बस्ति, 
अन्य क्रियाओं की ater, उसी प्रकार समर्थ होती हैं जिस 
प्रकार पवन के द्वारा प्रताडित जल के वेग को समुद्र का 
कूल (किनारा ) सहन करता है ॥ २५-३० ॥ 
शरीरोपचयं वर्ण बलमारोग्यमायुषः। 
कुरुते परिवृद्धि च बस्तिः सम्यगुपासितः ॥३१॥ 
adi भाति सेवन की गई चरित शरीर की पुष्टि, वर्ण, 
वळ, आरोग्य और आयुष्य की बृद्धि करती हे ॥ ३१॥ 
अत ऊर्ध्वं व्यापदो aaa | तत्र नेत्र विचलितं, 
विवर्तितं, पाश्वांवपीडितम्‌, अत्युरिक्षप्तम्‌ , अवसन्नं, 
तिर्यकप्रक्षित्रमिति षट्‌ प्रणिघानदोषाः; अतिस्थूल) 
कर्कशम्‌ , अवनतं, अणुभिन्नं, सन्िकृष्टबिप्रकृष्टकणिक, 
सूदमातिच्छिद्रम्‌ ) अतिदीर्घम्‌ , अतिहस्वम्‌ , अखि- 
सदित्येकादरा नेत्रदोषाः; बहलता, अल्पता, सच्छिद्रता; 
प्रस्तीणेता, दुर्वद्धतेति पञ्च वस्तिदोषाः, अतिपीडितता, 
शिथिलपीडितता, भूयो भूयोऽवपीडनं, कालातिक्रम 
इति चत्वारः पीडनदोषा'; आमता; हीनता, अतिमात्रता; 
अतिशीतता, अत्युष्णता, अतितीच्णता; अतिस्रदुता; 


अध्यायः २५-३६ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१४३ 


TTI TIT I TT 


अतिसिग्धता, अतिरुक्षता, अतिसान्द्रता, अतिद्रवता, 
इत्येकादश ट्रव्यदोपाः; अबाकशीर्पोच्छीपन्युव्जोत्तान- 
सङ्कुचितदेह्स्थितदक्षिणपार्थशायिनः प्रदानमिति सप्त 
शय्यादोपाः; एवमेताश्चतुश्चस्वारिराव्यापदो वेद्यनिमित्ताः 
आतुरनिमित्ताः पञ्चदश आतुरोपद्रवचिकित्सिते वच्यन्ते 
सेहस्त्वष्टमिः कारणेः प्रतिहतो न प्रत्यागच्छति 
त्रिभिर्दोपेः, अशनाभिभूतः) मलव्यामिश्रः, दूराजुप्रविष्ट , 
अस्विन्नरय, अनुष्णः, अल्पम्भुक्तवतः, अल्पश्चेति 
बंद्यातुरनिमित्ता भवन्ति | अयोगस्तूभयोः, आध्मानं, 
परिकर्तिका, परिस्रावः, प्रवाहिका, हृदयोपसरणम्‌ ; 
अन्नश्रमह:; अतियोगः, जीवादानमिति aa व्यापदो 
चेद्यनिमित्ता भवन्ति ॥ ३२॥ 

afta की व्यापत्तियों का निर्देश--इसके अनन्तर वस्ति 
के दोषों का वर्णन किया जा रहा है। (१) नेत्र का विशेष 
हिलना (२) प्रविष्ट होते ही सुड जाना (३) दक्षिण 
और वाम qual का दवना (४) अत्यधिक ऊपर उठना (५) 
नीचे को दवना और ( ६) तिरछा प्रविष्ट करना ये छे दोप 
वस्ति-प्रयोग के ह 1 (१ ) बहुत सोटा (२) खुरदरा (३) 
नीचे को झुका होना (२) परमाणुओं का faa होना, 
(५) समीप कणिका युक्त (६) दूर कर्णिका युक्त (७) 
अत्यधिक छोटे fer वाटा (८) aga बडे fer चाळा 
(९) aga ear (१०) aga छोटा भौर ( ११ ) किनारे 
से युक्त ये ग्यारह नेत्र के दोप हैं 1 (9) मांस सहित होना, 
(२) छोटी होना, (३) छि्र युक्त होना, (४) स्नायु 
जाल से युक्त होना और (५) भछी-भाँति न बाँधने वाली 
होना ये पाँच यस्ति के दोप हैं। (१) अधिक gaa (२) 
कम दवना (९) वार बार दवना आर (४) पीडन काळ 
का अतिक्रमण करना ये चार घर्ति को दबाने के दोप हैं । 
( १) eae स्नेह, (२) अरप होना, (२) अधिक होना, 
(४) अत्यन्त शीतळ होना, (५) अत्यधिक उष्ण होना, 
(६) अत्यन्त तीदग होना, (७) अत्यन्त ae होना, 
(८ ) अत्यन्त खतिग्ध होना, (९) अत्यन्त रूक्ष होना, 
(१० ) अत्यधिक गाढ़ा होना, और (११) अत्यधिक द्रव 
होना ये ग्यारह द्रब्य के दोष ६। (१) शिर नीचे रखना 
(२) दिर ऊँचा रखना, (३) पेट के वळ लिटाना, 
(४) चित्त लिटाना, (५) शरीर सिकोड़ कर रखना, 
(६) येडे रहना और (७) दाहिने पसवाडे से सोये हुए 
को चस्ति देना, ये सात ward Zi उपयुक्त ये 
चौचालीस दोष चिकित्सक के द्वारा उत्पन्न होते ह। आतुर 
के द्वारा उत्पन्न होनेवाळे पन्द्र प्रकार के उपट्रवो का 
वर्णन आतुरोपद्रवःचिकिर्सित अध्याय में किया जा रहा 
ims कारणों के द्वारा रुका हुआ स्नेह पुन' चापस 
नहीं आता 1 (१) तीनों दोपों के कारण (२) भोजन के 
द्वारा दवाये जाने से (३) मळ क मिश्रण से (४) दूर 
प्रविष्ट हो जाने से (५) स्वेदन के विना प्रयुक्त होने से 
(६) शीतळ होने से (७) आहार नहीं करने से तथा 
(८) war आहार करने से। ये दोप वंद्य और आतुर दोनों 
के द्वारा उत्पन्न होते हैं। (१) दोनों बस्तियों का अयोग 


जाहा“ Ne 


(२) आध्मान (३) परिकर्तिका (४) परिस्राव (७) 
प्रवाहिका (६) हृदयोपसरण (७) अन्ग प्रह (८) 
झतियोग और (९) जीवादान ये नो ध्यापद्‌ वैद्य के द्वारा 
उत्पन्न होते हैं ॥ ३२ ॥ 
भवति चात्र 
पटसप्ततिः समासेन व्यापद्‌ः परिकीर्तिताः | 
तासां वद्यामि विज्ञानं सिद्धिं च तदनन्तरम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेत्रबस्तिप्रमा- 
णप्रविभागचिकित्सितं नाम पञ््रत्रिंशोऽध्यायः ॥३४॥ 
So 
जसे कि-सचेप से दिहत्तर व्यापदों का वर्णन किया 
गया दै, प्रथम इनका लक्षण तदनन्तर उनकी चिकित्सा का 
घर्णन किया जा रहा हे ॥ ३३ ॥ 
इत्यायुर्वेदतच्वसंदीपिका भाषाव्याख्यायां 
पञ्चत्रिंात्तमोऽःयायः ॥ 
~OOPOTOO—— 


NNN PPL LD 


पड्चिदात्तमो$ध्याय! 
अथातो नेत्रवस्तिठ्य़ापश्चिकित्सितं व्याख्य़ास्यामः 1१ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
नेत्रवस्ति व्यापधिकिस्सा का उपक्रम-इसके अनन्तर 
नेत्र और वस्ति फे दोप से उत्पन्न होने चाली च्यापदों की 
चिकित्सा का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ( gaa प्रव्टति शिष्या से) कहा ४ १-२॥ 
अथ नेत्रे विचलिते तथा चेंब विवतिते | 
गुदे ad रुजा वा स्यात्तत्र सद्य क्षतक्रियाः ॥३॥ 
a प्रणिधान व्यापद्‌ का वर्णन एवं उसकी चिकित्सा-- 
वस्ति प्रयोग के समय नेत्र के हिळने तथा अन्दर प्रविष्ट होकर 
सुड जाने से गुदा में क्तत या वेदना होती दै, उसमें सद्यःदत 
किया विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३॥ 


अत्युत्किप्तेडवसन्ने च नेत्रे पायौ wager 
विधिरत्रापि fram कार्यः Gta सेचनम्‌ ॥४॥ 
नेत्र के अधिक ऊपर उठे होने तथा नीचे दवे होने के 
कारण गुदा में पीडा होती दे, इसमें पित्तनाशक कियाविधि 
का प्रयोग तथा स्नेह से परिपेक करना चाहिए ॥ ४॥ 
तिर्यकृप्रणिहिते नेत्रे तथा पाश्चोवपीडिते | 
सुखस्यावरणाद्वस्तिने सम्यक्‌ प्रतिपद्यते | 
ऋजु नेत्रं विधेयं स्यात्तत्र सम्यस्विजानता ॥श॥। 
नेत्र तिरछा प्रविष्ट होने तथा उभय पार्श्व के दचने से नेन्न- 
सुख के अवरुद्ध हो जाने के कारण, वस्ति का प्रयोग भली 
भांति नहीं होता ! इसलिये कुशळ चिकित्सक को नेत्र का 
प्रयोग सीधा करना चाहिये ॥ ५॥ है 
अतिस्थूले कर्को च नेत्रेडस्तिमति चपणात्‌ । 
गुदे भवेत्‌ क्षतं रक च साधनं तस्य TAT ६ 
नेन्नदोष च्यापदू का वर्णन और उसकी चिकित्सा--बहुत 


१४४ 


सुश्रुतसंहिता 


मोटे और खुरदरे तथा किनारेदार नेत्र के प्रयोग से गुदा में 
रगड छगने के कारण न्रण एवं वेदना हो जाती है, इसकी 
चिकित्सा पूर्ववत्‌ waa चिकित्साविधि के अनुसार 
करनी चाहिये ॥ ६॥ 
आसन्नकर्णिके नेत्रे भिन्‍नेडणी बाऽप्यपार्थकः | 
अवसेको भवेद्रस्तेस्तस्मादोपान्‌ विवजेयेत्‌ ॥७॥ 
नेत्रमूल में कर्णिका के अत्यन्त समीप रहने तथा 
परमाणु के भिन्न रहने पर वस्तिदान व्यर्थ होता है क्योंकि 
वसिति में से द्रव्य चृता है, इसलिए इन दोषों से युक्त वरित 
का परित्याग करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
प्रकृष्टकणिके रक्तं शुदभमंप्रपीडनात्‌ | 
क्षरत्यत्रापि fram विधिवेस्तिश्व पिच्छिलः ici 
कर्णिका के नेत्रमूळ में दूर (तीन age से ऊपर चार 
age की दूरी पर ) स्थित होने पर गुदाममं के पीडित होने 
से रक्तत्राव होता है, इसमें भी पित्तनाशक क्रिया विधि तथा 
पिच्छावस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
हस्वे त्बणुस्रोतसि च क्लेशो वस्तिश्च पूर्ववत्‌ । 
प्रत्यागच्छस्तत' कुयौद्रोगान्‌ बस्तिविघातजान्‌ Nell 
प्रमाणहीन पुव सूचम fer वाले नेत्र के प्रयोग से क्लेश 
होता है तथा पूर्ववत्‌ वस्ति व्यर्थ होती है, एवं बस्ति के 
वापस लौटने के कारण वस्ति को पीडित करने वाले ( सूत्रा" 
घात, मूत्रकृच्छू आदि ) रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥ 


दीर्घे महाखोतसि च ज्ञेयमत्यवपीडवत्‌ | 
प्रस्तीर्ण बहले चापि बस्तौ हु्ेद्धदोषबत्‌ lel 
चस्तिदोप व्यापद्‌ का वर्णन और उसकी चिकित्सा-वहुत 
लम्बे और वहुत वडे छिद्र वाले नेत्र का प्रयोग करने से 
यस्ति को अत्यधिक दवाने वाले दोषों की भांति लक्षण होते 
हैं। वस्ति के स्रायुजाळ से युक्त तथा अधिक मोटी होने पर 
कठिनाई से वेधने वाले दोष होते है ॥ १०॥ 
बस्तावल्पेऽल्पता बाऽपि द्रव्यस्याल्पा गुणा AAT: | 
Sa चाणुभिन्ने च विज्ञेयं सिन्ननेत्रवत्‌ ॥११॥ 
afta के छोटी होने पर उसमें अल्प द्वव्य आता है, इससे 
गुण में भी कमी रहती है और दुचंद्ध एवं अशुभिन्न ( फटी 
रहने पर ) होने से भिन्न नेत्र के समान लक्षण होते हैं ॥११॥ 
अतिग्रपीडितो वस्तिः प्रयात्यामाशय तत. | 
वातेरितो „ नासिकाभ्यां सुखतो वा प्रपद्यते ॥१२॥ 
तत्र तूर्ण ग गलापीडं कुयोच्वाप्यवधूननम्‌ | 
शिर:कायबिरेकी च तीदणी Vata शीतलान्‌ ॥१श॥ 
चस्तिपीडन दोष व्यापद्‌ का वर्णन और उसकी चिक्रित्सा- 
अविक ait देकर प्रयोग की गई afte आमाशय में 
पईँचती हे और चहाँ चायु से प्रेरित होकर नासिका या अख 
से बाहर निकलती हे। इस अवस्था में रोगी के गरे को 
शीघ्र दवाना र केश आदि को पकडकर हिलाना चाहिए 
तथा wien दिरोविरेचन और कायविरेचन एवं शीतळ 
परिषेक करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 
शचः प्रपीडितो बस्तिः पक्ताधानं न गच्छति | 
न च सपादयत्यर्थ तस्माद्युक्तं प्रपीडयेत्त ॥१७॥ 


७४४” ncn DOOR RRR PRIA CO ४८९ २४४ ४. 


धीरे से ans गई वस्ति पक्काशय में नहीं पहुँचती जिससे 
कार्य का सम्पादन नहीं होता, इसलिए वस्ति को उचित रूप 
से दवाना चाहिए ॥ १४॥ 
भूयो भूयोऽवपीडेन aged: प्रपीड्यते | 
तेनाध्मानं रुजश्चोग्रा यथास्वं तत्र बस्तयः ॥१५॥ 
चार वार चस्ति को दबाने से उद्र का वायु दवता है 
उससे आध्मान और उग्र पीड़ा होती है, इस gan में जिसके 
लिए जो वस्ति उपयोगी हो उसका प्रयोग करना चाहिये॥ 
कालातिकमणात्‌ क्लेशो व्याधिश्वामिप्रबर्घते | 
तत्र व्याधिबलन्नं तु भूयो बस्ति निधापयेत्‌ ॥१६॥ 
चस्तिकाळ ( द्रुत और विळम्वित रूप से वस्ति प्रदान 
की क्रिया) का अतिक्रमण होने पर क्लेश और व्याधि 
(अनुलोम व्याधि) की उप्पत्ति होती है, इस अवस्था में व्याधि 
के बळ को नाश करने चाळी वस्ति का पुनः प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १३॥ | 
गुदोपदेहशोको तु लेहोडपकः करोति हि! 
तत्र संशोधनो बस्तिहितं चापि विरेचनम ॥१७॥ 
वस्ति द्रव्यदोप व्यापदू का वर्णन और उसकी चिकित्सा- 
अपक स्नेह ( आमतेळ ) द्रव्य का वस्ति में प्रयोग करने पर 
युदा में लेप और शोथ हो जाता है, इसमें सशोधन वस्ति 
और विरेचन हितकर होता है ॥ १७॥ 


हीनमात्रादुभौ बस्ती नातिकार्यकरो मतौ। 
अतिमात्री तथाऽऽनाहङमातीसारकारकौ ॥१५॥ 
हीन मात्रा में प्रयुक्त दोनों बस्तियाँ ( ete वस्ति, निरूह 
वस्ति ) विशेष कार्य सम्पादन नहीं करतीं तथा अधिक मात्रा 
में प्रयुक्त होने पर आनाह, ga और अतिसार उत्पन्न 
कर देती हैं ॥ १८ ॥ 
मूच्छो दाहमतीसारं पित्तं चात्युषणतीदणको | 
सृठुशीतादुभौ वातविवन्धाश्मानकारकौ ॥१६॥ 
अति gor और तीच्ण वरितियाँ मूर्च्छा, दाह और 
अतिसार को उत्पन्न तथा पित्त को प्रकुपित करती हैं, एव 
सदु और शीतल वस्तियाँ वात-विवन्ध ( वायु की रुकावट ) 
और आध्मान-कारक होती हैं ॥ १९॥ 
तत्र हीनादिपु हितः प्रत्यनीकः क्रियाविधिः | 
गुदबस्त्युपदेहं तु Pq सान्द्रो निरूहणः Roll 
प्रवाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पगुणावहः । 
तत्र सान्द्रे तनु बस्ति तनौ सान्द्रं च दापयेत्‌ ॥२१॥ 
afta के हीन आदि दोषों में हेतु विपरीत क्रिया हितकर 
होती है । सान्द्र ( mer) निरूहण द्रव्य गुदा और वस्ति में 
उपलेप कर देता है और पतला द्रव्य seq गुण वाळा एव 
प्रवाहिकोत्पादक होता है। इसमे सान्द्रवस्ति के दोप में 
तचुवस्ति और तनुवर्ति के दोप में सान्द्रबस्ति का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
खिग्धोऽतिजाञ्चङ्कदरक्षः स्तम्भाध्मानङ्दुच्यते | 
वस्ति रूक्षमतिखिग्ये खिग्धं SAT दापयेत्‌ ॥२२॥ 
स्निग्ध वस्ति अतिराय कलेद्कारी तथा रूक्ष, स्तम्भ और 
आध्मान कारक होती है, अति स्निग्ध चस्तिजन्य दोप में 


MITT: ३६ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१४२५ 


RTT TTI 


ee वस्ति तथा रतत में स्निग्ध चस्ति का प्रयोग करना चाहिये॥ | अयोग भादि व्यापदो का चरणेन चिकित्सा के साथ किया 


अतिपीडितवद्दोपान्‌ विद्धि चाप्यवशीप के | 
उच्छीषके ससुन्नाहं बस्तिः कुर्याच्च मेहनम्‌ ॥२३।। 
तत्रोत्तरो feat वस्तिः सुस्विन्नस्य सुखावहः | 
न्युव्जस्य बस्तिनोप्नोति gerard विमार्गगः 1॥२४॥ 
हृदूगुदं बाधते चात्र वायुः कोष्ठमथापि च | 
उत्तानस्याइते मार्गे बस्तिनोन्तः प्रपद्यते ॥२। 
दाय्यादि दोष व्यापद्‌ का वर्णन और उसकी चिकित्सा-- 
चस्ति दान के समय मस्तक नीचा रखने पर अतिपीडित 
afta के समान दोषों की उत्पत्ति होती हे तथा शिर को 
ऊँचा रख कर दी गई वस्ति ac को फुला देती है। इस 
दशा में रोगी का सम्यक स्वेदन करके, सुख देनेवाली उत्तरः 
बस्ति का प्रयोग हितकर होता है। अधोसुख ger की 
, विमार्गंगत afta पक्काशय में नहीं पहुँचती, प्रकुपित वायु 
हृदय, युदा और पक्काशय को पीड़ित करती है। उत्तान 
सोये हुए पुरुष के अवरुद्ध मार्ग में वर्ति देने से चह भन्दर 
प्रविष्ट नहीं होती ॥ २३-२५ ॥ 
नेत्रसंवेजनअआन्तो वायुश्चाम्तः प्रकुष्यति | 
देहे सङ्कुचिते दत्तः सवध्नोरप्युभयोस्तथा ॥२६॥ 
न सम्यगनिलाविष्टो बस्तिः प्रत्येति देहिनः | 
स्थितस्य बस्तिदेत्तस्तु क्षिप्रमायात्यवाङ्घुखः ॥२७।। 
नेत्र ( वस्तिनेत्र ) के हिळने से आन्त ( चळायमान ) 
हुआ वायु उदर मैं प्रकुपित होती हे । रोगी के शरीर a 
दोनों जंघा को सकुचित कर चस्ति देने पर, वायु से भरी 
होने के कारण वस्ति, भळी भाँति वाहर नहीं आती! चेठे 
हुए भचुपष्य को वस्ति देने पर वह शीघ्र नीचे की ओर 
Bizet हे ॥ २६-२७ ॥ 
न चाशयं तर्पयति तस्मान्नार्थकरो हि a! 
नाप्नोति बस्तिदेत्तस्तु HA पक्ताशायं पुनः ॥२८॥ 
दक्षिणाश्रितपाश्वेस्य वामयार्श्वोचुगो यतः | 
न्युब्जादीनां प्रदानं च वस्तेनेब प्रशस्यते UREN 
पश्चादनिलकोपोऽत्र यथास्वं तत्र कारयेत्‌ | 
sate: ख्रेहबस्तेस्तु च्यन्ते तश्चिकित्सिते ॥३०। 
दक्षिण पार्श्व से लेटे हुए पुरुष को वस्ति देने से वह 
सम्पूर्ण पक्काशय में नहीं पहुँच पाती क्योंकि पादय चाम 
पार्श्व में होता है, इसलिए आशय का तर्पण नहीं होता 
और वस्ति दान व्यर्थ होता हे । अधोसुख am में वस्ति 
ख्याना भी उचित नहीं होता! इस अवस्था में वायु का 
प्रकोप होने पर तदजुकूल चिकित्सा करनी चादिए। ae 
afta से होनेवाली हानियों का वर्णन उनकी चिकित्सा के 
असंग में किया जा रहा है ॥ २८-३० ॥ 
अयोयाद्यास्तु वच्यामि व्यापदः सचिकित्सिताः | 
अचुष्णोऽल्पौषधो हीनो बस्तिनैति प्रयोजित. ॥३१। 
विष्टम्भाध्मानशूलेख्च तमयोगं प्रचक्षते । 
तत्र तीदणो हितो बस्तिरुतीचणं चापि विरेचनम्‌ 1३२ 


अयोग सादि व्यापदो का वर्णन और उनकी चिकित्सा 


१६ सु० चि० 


जा रहा है । शीतल, अल्पद्रव्य युक्त तथा हीन मात्रा 
चाळी प्रयोग की यई वस्ति वापस नहीं आती तथा विष्टम्भ, 
झाध्मान और शूल उत्पन्न करती दै, इसे अयोग कहते 
ह। इस अवस्था में तीच्ण afta तथा तीचण विरेचन हितकर 
होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
सशेपान्नेथवा ga बहुदोपे च योजितः। 
अत्याशितस्यातिबहुबेस्तिमेन्दोषण एब च ॥१३॥ 
अनुष्णलबणख्नेहो ह्यतिमात्रोऽथवा पुनः | 
तथा बहुपुरीप॑ च क्षिप्रमाध्मापयेन्नरम्‌॥३४॥। 
हृत्कटीपा्श्वप्रेपु शूल॑ तात्रातिदारुणम्‌। 
तत्र तीच्णतरो बस्तिहितं चाप्यचुवासनम्‌ 11३५) 
अन्नाजीर्णसेप में अथवा भोजन के वाद एवं दोपों की 
अधिकता में तथा अत्यधिक भोजन किए हुए व्यक्ति को 
अत्यन्त उष्ण और बहुत धीरे दी गई वस्ति अथवा अधिक 
मात्रा में एवं मळ की अधिकता वाले पुरुप के लिए प्रयुक्त 
शीतळ तथा रचण-ेहरहित वस्ति, शीघ्र आध्मान उत्पन्न 
करती हें। इसमें हृदय, कटि, पाश्व और पृष्ठ में भयङ्कर पीडा 
होती है, उस दशा में अत्यन्त dian निरूह afta तथा 
अनुवासन वस्ति का प्रयोग भी हितकर होता है ॥ ३३-३५ ॥ 
अतितीदणोऽतिलवणो wat बस्तिः प्रयोजितः | 
सपित्तं कोषयेद्वायुं gare परिकर्तिकाम्‌॥३६। 
नासिबस्तिगुद॑ तत्र छिनत्तीवातिदेहिनः | 
पिच्छाबस्तिहितस्तस्य Sea मधुरैः श्वतः ॥३७। 
अत्यन्त तीच्य तथा अत्यधिक छवणयुक्त रूह वस्ति 
का प्रयोग, पित्त के साथ ag को कुपित कर परिकर्तिका 
उत्पन्न कर देता दै, इसमें मनुष्य की नामि, afta और 
युदा में केंची से काटने की भाँति पीड़ा होती दै। इस दशा 
में पिच्छा वस्ति और मधुर द्रब्यों से faz खेहवस्ति का 
प्रयोग हितकर होता हे ॥ ३६-३७॥ 


अत्यसुलवणस्तीदृणः परिख्रावाय कल्पते 
दौरवेल्यमङ्गसादश्च जायते तत्र देहिनः ॥३८॥ 
प्रिख्रवेत्ततः पित्तं दाहं सञ्जनयेदूगुदे | 
पिच्छावस्तिहितस्तत्र बस्तिः क्षीरधृतेन च 113६1 
अत्यन्त अम्ल; लवण युक्त तीचण वस्ति परिख्राव उत्पन्न 
करती है, इसमें मनुष्य को दुवंळता तथा अंगों सें पीडा 
पुव पित्त का खाव होता है जिससे गुदा में दाह उत्पन्न 
हो जाता है। इसके लिए पिच्छावस्ति और दूध तया घृत 
> साथ वस्ति देना हितकर होता हे ॥ ३८-३९ ॥ 
ग्रवाहिका भवेत्तीचणान्निरुहात्‌ साचुवासनात्‌ | 
सदाइशूलं कृच्छेण कफाल्चयुपवेश्यते॥४०। 
पिच्छाबस्तिर्हितस्तत्र पयसा चेव भोजनम्‌ | 
सर्पिमेधुरकैः सिद्धं तेलं चाप्यनुबासनम्‌ 11४11 
अनुवासन के साथ den निरूहण का अयोग करने से 
प्रचाहिका की उत्पत्ति होती है । इसमें दाह और शूल के साथ 
कफ और रक्त निकलता है एवं रोगी को वेठने में कष्ट होता 
हे । इसके लिए पिच्छावरिति का प्रयोग तथा दूध के साथ 


१४६ 


सुश्रतसंहिता 


भोजन तथा मधुरगण के द्वारा सिद्ध घृत या as का अनुवासन 
प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 
अतितीदणो निरूहो वा सवाते चामुवासनः। 
हृद्यस्थोपसरणं कुरते चाङ्गपीडनम्‌ ॥8२॥ 
दोषेस्तत्र रुजस्तारता मदो मूच्छो$हगौरवम्‌ | 
सबंदोपहरं बस्ते शोधनं तत्र दापयेत्‌ ॥४४॥ 
चायु के साथ अत्यन्त तीदण निरूह या भनुचासन का 
प्रयोग होने पर, ae हृदय में पहुँचकर अंगों में पीडा 
उत्पन्न करता हे । दोषों के प्रकुपित होने से भिन्न-भिन्न 
(ata, ओप, चोष आदि ) पीडायं, मद, मच्छा और अंगों 
में भारीपन होता है । इसमें सभी दोषों को दूर करनेवाली 
शोधन चस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 
रुक्षस्य बहुबातस्य तथा दुःशायितस्य च । 
बस्तिरज्ञ़मह  कझुयोद्रक्षो मृदल्पभेषजः Heel 
Taree: प्रस्तम्भो ज॒म्भोद्देष्टनवेपकाः | 
wae er स्वेदाभ्यज्जनबस्तथः ॥9श॥ 
Se, चहुवात युक्त तथा विधि-विपरीत सोये हुए रोगी 
को दी गईं चस्ति act में जकडाहट उत्पन्न करती है तथा 
दुः अरप जौपधियुक्त रूक्ष चस्ति, अंगों मे पीडा, स्तम्भ, 
जुम्मा, ऐंठन, करएन और जोडों में ger उत्पन्न करती है! 
इस दशा में स्वेदन, अभ्यङ्ग और चस्तियों का प्रयोग हितकर 
होता है ॥ २४-४५ ॥ 
अत्युषणतीचणोऽतिबहुदः्तोऽतिस्वेदितिस्य च | 
अल्पदोषस्य बा बस्तिरतियोगाय कल्पत्ते ॥9६। 
विरेचनातियोगेन समानं तस्य लक्षणम्‌ | 
पिच्छाबस्तिश्रयोगश्च तत्र शीतः सुखावहः ॥४७॥ 
भति उष्ण, भति तीचण, अधिक मात्रा युक्त एव 
अत्यधिक स्वेदन तथा भएप दोष वाले व्यक्ति के लिए 
age वस्ति, अतियोग उत्पन्न करती है। इसमें विरेचन के 
अतियोग के समान लक्षण होते हैं। इसङ्े लिए पिच्छा 
वस्ति तथा शीतोपचार हितकर होता है ॥ ४६-४७ ॥ 
अतियोगात्‌ परं यत्र जीवादानं विरिक्तवत्‌ | 
देयस्तत्र हितश्चाप्ु पिच्छाचस्तिः सशोणित" ॥४५॥ 
विरेचन के अतियोग की भाँति वस्ति के अतियोग से 
जीवादान (जीचरक्त का निकलना ) होने पर रक्तयुक्त 
Ra का प्रयोग के होता है ॥ ४८ ॥ 
ला व्यापदो यास्तु निरूहं प्रत्युदाह्मताः। 
सेहबस्तिष्वपि हि ता विज्ञेयाः कुशलेरिह vee 
ke निरूह हे cles जिन नौ व्यापदों का कथन 
1 गया हे उनकी कल्पना बुद्धिमान वेद्य को से 
में भी करनी चाहिए ॥ ४९॥ pa: 
इत्युक्ता व्यापद: aah: सलक्षणचिकित्सिता: | 
भिषजा च तथा कार्य ada न भन्ति हि ॥।५०॥। 
| - प्रकार सभी SUG के लक्षण और चिकित्सा का 
वणन किया गया है, वेच को ऐसा यज्ञ करना 
ये दोप न होने पाचे ॥ ५० ॥ हित विन 


THR चान्तस्य ततश्वापि निरूहणम्‌ | 


सद्यो निरूढो$्युवास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः ॥५६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेत्रबस्ति- 
व्यापश्चिकित्सितं नाम पट्‌त्रिंशोऽध्यायः॥ ३६॥ 


निरुहण तथा अनुवासन फे काळ की अवधि-भली- 
भाँति चमन कराने के पन्द्रह दिन पश्चात्‌ विरेचन तथा 
सोळहचे दिन निरूइण का प्रयोग करना चाहिए! निरूहण 
से युक्त पुरुष को अनुवासन उसी समय देना चाहिए 
किन्तु विरेचन की अवस्था में सात दिन के पश्चात्‌ अनुवासन 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५१ ॥ 
हत्यायुर्वेदतत्वसदीपिकासापाव्यारयायां पदूत्निंदात्तमोऽध्यायः ॥ 


nn Oe यि 


सपत्रिशत्तमोऽध्यायः 


अथातोऽचुवासनोत्तरबस्तिचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि ॥२॥ 
अनुवासन भोर उत्तरवस्ति चिकित्सा का उपक्रम 
इसके अनन्तर अनुवासन और उत्तरवस्ति चिकित्सा विधि 
का वर्णन किया जा रहा हे, जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने 
( gaa प्रद्धति शिष्यो से) कहा ॥ १-२ ॥ ५ 
विरेचनात्‌ सप्तरात्रे गते जातवलायवे। 
कुतान्नायाचुवास्याय सम्यम्देयोऽचुबासनः | ३॥ 
विरेचन के उपरान्त अनुवासन की विधि--विरेचन से 
सात दिन पश्चात्‌, वळ-लास तथा भोजन किए हुए भजुवासन 
के योग्य पुरुप को भली भाँति अनुवासन देना चाहिए ual 
यथावयो निरूहाणां या मात्राः परिकीतिताः | 
पादावकृष्टास्ता: कायीः स्लेहबस्तिपु देहिनाम्‌ ॥ ४॥ 
अनुवाधन afta की मात्रा-वय के अनुसार निरूह 
बस्तियों की जो मात्रा बतळाई गई है, उसकी चौथाई मात्रा 
मनुष्यों की स्नेहवर्तियों में लेनी चाहिए ॥ ४॥ 
उत्सष्टानिलविण्मृत्रे नरे बस्ति विधापयेत्‌ | 
एतेहि fier: स्नेहो नेचान्तः प्रतिपद्यते ॥ ५॥ 
अनुवासन वस्ति का पूर्व कर्म-वायु, मळ और सुन्न 
का व्याग किए हुए पुरुष के लिए वस्ति का विधान करना 
चाहिए, क्योकि इनकी उपस्थिति मे इनसे अवरुद्ध स्नेह 
अन्दर प्रविष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 
स्रेहचस्तिबिधेयस्तु नाविशुद्वस्य देहिनः | 
वीर्यं तथा दत्ते देहं चानुविसपंति ॥ ६॥ 
अशुद्ध शरीरवाले पुरुप के लिए स्नेहबस्ति का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । शुद्ध शरीर में स्नेह चस्ति का प्रयोग 
करने से वह स्नेह वळ प्रदान करता है तथा शरीर में फैल 
जाता है ॥ ६॥ 
अत ma प्र्रद्यामि तेलानीह यथाक्रमम्‌। 
पानान्वासननस्येषु यानि हन्यु दान्‌ बहून्‌ || ७ ॥। 
„ _अनुवासन के लिए तेला का,वर्णन-इसके आगे क्रमानुसार 
तों का वर्णन किया जा रहा है जिनका प्रयोग पान, 


i 


OR rn care ne ne NO ern DOOD 


श्रध्यायः १७ | 


अचुवासन और नस्य में करने से अनेक व्याधियों का नाश 
होता है ॥ ७ ॥ 
शटीपुष्करकृष्णाह्मामदनामरदारुभिः । 
शताह्वाकुपठयष्ट्याहुवचाबिल्वहुताशने:  ॥८॥ 
सपिष्टेडिंगुणक्षीरं तेलं तोयचतुर्गुणम्‌ | 
पक्त्वा बस्ती विधातव्य मूढवात्तानुलोसनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशोसि ग्रहणीदोपमानाहं विपसज्यरम्‌ | 
कट्यूरुप्ृछकोछस्थान्‌ वातरोगांश्च AAI १०॥ 
कचूर, पोहकरमूछ, पिप्पल, मैनफळ, देवदारु, सौफ, 
कूठ, सुलेठी, वच, वेळ भर हुताशन (चित्रक ) को पीस कर, 
ae से दुगुने दूध और चौगुने जल के द्वारा तेळ पाक करके, 
बस्ति-प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग से मूढ़ वायु का 
अनुलोमन तथा अर्श, ग्रहणी दोप, आनाह, विपम ज्वर और 


, करि, ऊरु, पृष्ठ एवं कोष्टगत चात रोगों का नाझ होता है ॥ 


वचापुष्करकुएेलाभदनामरसिन्धुजैः  । 
काकोलीद्वययन्याह्ममेदायुग्मनराधिपेः ॥११॥ 
पाठाजीवकलीवन्तीभागीचन्दनकटफलेः । 
सरलारगुरुबिल्माम्युवाजिगन्घाभिवृद्धिमिः ॥१९॥ 
विडज्ञास्खधश्यामात्रिदन्मागधिकर्षिमिः ] 
पिष्टेस्तेलं पचेत्त क्षीरपञ्चमूलरसान्बरितम्‌ ॥१श॥ 
गुल्मानाहाप्रिपन्नाशोश्रहणीमृत्रसद्चिनामू । 
अन्वासनविधो युक्तं;शस्यतेऽनिलरोगिणाम्‌ ॥१४॥ 

वच, पोहकर मूळ, कूठ, इलायची, मेनफल, देवदारु, 
an नमक, काकोळी, चीर काकोली, झुलेठी, सेदा, महामेदा, 
नराधिप ( अमळताख ), पाठा, जीवक, जीवन्ती, भागीं, 
चन्दन, कायफळ, निशोध, अयर, वेळ, og (सुगन्ध वाळा), 
waned, असनि ( चित्रक), वृद्धि, विडङ्ग, अमलतास, श्यामा 
( विधारा ), निशोथ, पिप्पळ और ऋद्धि को पीस कर दूध 

र पञ्चमूल-क्राथ के साथ तेळ पाक किया जावे। इसका 
प्रयोग गुल्म, आनाह, भञ्निमांद्य, wt, अहणी भौर मूत्रावरोध 
से पीडित तथा वातरोगियों की अनुवासन वस्ति में उत्तम 
होता है ॥ ११-१४ ॥ 

विमर्शः-अत्र तेले नरधिपाराग्बधपाठात्‌ सरला निवृत 
पाठाश्च एतयो द्विंयुणा मात्रा देया । उक्तन्न-'घृते तेले च योगे च यदू 
द्रव्य पुनरुच्यते । तद्‌ दातव्यमिद्दाचार्य्येमांगतो द्विुण भतम्‌? | 
चित्रकातिचिपापाठादन्तीचिल्बबचासिपेः । 


सरलांशुमतीरास्नानीलिनीचहुरुलेः Thea 
चव्याजमोदकाकोलीमेदायुग्मखुरद्रुमेः | 
जीवकर्पभबपौभूबस्तगन्धाशताहयेः ॥१६॥ 


रेएबश्वगन्धामस्जिएाशटी पुष्करतर्करैः 
सक्षीरं विपचेत्तैल मारुतामयनाशनम्‌ ॥१७॥ 
गृत्रसीखञ्जकुन्जाढ्यमूत्रोदावर्तरोगिणाम्‌ | 
शस्यतेऽल्पवलाम्नीनां वस्तावाशु नियोजितस्‌ es 
चित्रकादि de अनुवासनार्थः--चित्रक) अतीस, पाठा, 
दुग्ती, वेळगिरी, वच, सौंफ, निशोथ, अशुमती ( झालिपर्णी ), 
राखा, नीळ, अमळतास, चब्य, अजमोद, काकोली, मेदा, | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


SS NNN oN NAAN ASSASSINS, 


१४७ 


महामेदा, देवदारु, जीवक, ऋषभक, वर्षाभू ( पुननंवा ), 
अजगन्धा, सॉफ, रेणु ( पित्तपापडा ), अश्वगन्ध, मजीठ, 
कचूर, पोहकर-मूळ, और तस्कर ( चोरक ) को पीस कर दूध 
के साथ तेल पाक क्रिया जावे । यह ae वातज ब्याधियों का 
नाश करता है। इसका वस्ति के द्वारा आशु प्रयोग शुधसी, 
TH, कब्ज, आढ्यवात, मूत्रावरोध, उदावर्त एव मन्दाम़ि 
चाले पुरुषों के लिए हितकर होता हे ॥ १७-१८॥ 


भूतिकेरण्डबपोभूरासाबृपकरोहिपै: । 


दशमूलसहाभार्गीपडग्रन्थामरदारभिः ॥१६॥ 
बलानागबलामूवीवाजिगन्धामताहइये: । 
सहाचरबरीविखाकाकनासाविदारिभिः ॥२०॥ 


यबमापातसीकोलकुलत्ये: कथितै शतम्‌ | 
जीवनीयप्रतीबापं तेलं क्षीरचतुर्शुणम्‌ ॥२१॥ 
जब्बोरुत्निकपाश्वोसबाहुमन्याशिरःस्थितान | 
हन्याद्वातविकारांस्तु बस्तियोगे्निपेबितम्‌ ॥२२॥ 
भूतिकादि तेल ( अनुवासनार्थ )--भूतिक ( कत्तणापर- 
पर्य्यायम्‌ ), एरण्ड, पुननंवा, राजा, TET, रोहिप (कत्तण), 
दशसछ के द्रव्य, मापपर्णी, भार्गी, पिप्पलीमूल, देवदारु, 
वळा ( खरेटी ), नागवला ( गंगेरन ), मूर्वा, अश्वयन्ध, 
अस्रताद्वय ( गुडुची और हरीतकी), sata, वरी 
( शतावरी ), विश्वा ( dis), काकनासा, विदारीकन्द्‌, जो, 
उडद, तीसी, झडवेर और कुळथी के HA हुए छाथ में, 
जीवनीय-गण की औषधियों करे प्रक्षेप (sen) के साथ, 
चतुगुण दूध के द्वारा सिद्ध किया हुआ Ge, जद्दा, ऊरु, 
त्रिक, पार्श्व, अस, वाहु, मन्या पव शिरोभाग में स्थित वात- 
विकारों को वस्ति के द्वारा प्रयोग करने पर नाश करता है | 


जीबन्स्यतिबलामेदाकाकोलीह्यजीबके' । 


ऋषभातिविपाकषणाकाकनासावचामरे' ॥ २३॥ 
रा्रामद्नयष्टथाहृसरलाभीरुचन्दचेः | 
स्त्यद्ुमाशाटीश्वङ्गीकलसीसारिवाहये ॥२४॥ 


पिष्ठेस्तैलघृत पक्कं क्षीरेणाष्युशेन तु। 

तश्चानुबासने देयं शुक्राभिवलवर्धनम्‌ ॥ २५॥ 

gent वातपित्तन्न॑ शुल्मानाहहरं परम्‌ | 

नस्ये पाने च संयुक्तमूर्थ्वजज्ञुदापहम्‌ ॥ २६ ॥ 

जीवन्ती, अतिबला ( कंघी ), भेदा, काकोली, छीर 

काकोली, जीवक, ऋषभक, अतीस, पिप्पल, काकनासा, वच, 
देवदार, रास्ना, मैनफळ, सुळेठी, निशोथ, भीर ( शतावरी ), 
चन्दन, wager ( कोचकेचीज ), कचूर, काफडासिगी, 
कलसी ( ए्टिपर्णी ), श्रेतसारिवा और ङृप्णसारिवा को 
पीसकर, अष्टगुण दूध के साथ तेल या घृत का पाक करके, 
अनुवासन में प्रयोग करना चाहिए । यह योग शुक्र, अभि 
और वळ को चढ़ाने वाला, geo, बात, पित्तनाशक तथा 
गुल्म भोर अनाह को दूर करता है । नस्य ऑर पान मे इसका 
प्रयोग करने से ऊर्ध्वजचु गत रोग दूर होते ह ॥ २३-२६ ॥ 

मधुकोशीरकारमर्यकद्वकोत्पलचन्दनैः । 

श्यामापद्मकजीमूतराक्ाह्वातिबिषान्छुभिः ॥ २७ ॥ 


१४८ 


तेलपादं पचेत्‌ सर्पिः पयसाऽष्रगुणेन च | 
न्यम्नो धादिगणक्काथ-युक्तं बस्तिपु योजितम्‌ It २८ ॥ 
दाहास्रग्दरवीसर्पबातशोणितविद्रधीन्‌ । 
पित्तरक्तञ्चराद्यांश्च हन्यात्‌ पित्तकृतान गदान्‌ eel 
मञक्रादितळम्‌ (अनुवासनार्थं )-सुलेटी, ग्रस, गम्भारी, 
कुटकी, कमळ, चन्दन श्यामा ( fry), पद्माख, जीमूत 
( नागरमोथा), gat, अतीस और सुगन्धवाळा को 
पीस कर चतुर्थाद्ा तळ मिश्रित ga, आठ गुने दूध के साथ 
सिद्ध करके न्यग्रोधाटि गण के काथ के साथ बस्तियों में 
प्रयोग करना चाहिपु | इससे दाह, असृग्दर, विसप॑, वातरक्त, 
विठ्ठवि, रक्तपित्त, उवर नया पित्तजन्य व्यायियाँ न्ट होती हैं। 
मृणालोत्पलशाळकसारिवाद्वयकेशरः । 
NA 
चन्दनद्यभूनिम्बपद्मत्ीजकसे रुके: ॥ ३० ॥ 
पटोलकट्ठकारक्तागुन्द्रापर्पटवा सके: | 
पिट्रेस्तेलध्रृत॑ पक्कं वृणमूलरसेन च ॥ ३१॥ 
क्षीरद्धिगुणसंयुक्त बस्तिकमंणि योजितम्‌ | 
नस्येऽभ्यञ्जनपाने वा हन्यात्‌ पित्तगदान्‌ बहून्‌ 11३९ 
ऋणाछादितेल ( अमुवासनार्थ )--ख्णाळ ( क्मळनाळ ), 
कमळ, mes ( कमळऊन्द ), श्वेतसारिवा, कृष्ण सारिवा, 
WP, श्वेतचन्दन, रक्तचन्टन, चिरायता, कमळयट्टा, 
कसेर, Tae की पत्ती, कुटकी, रका ( मजीठ ), गुन्द्रा 
( पटेगा ), पित्तपापडा और agen को पीसकर, aque 
के छाथ तथा द्विगुण दूध के साथ, तेल या घृत का पाक 
करके वस्तिदान, नस्य, अभ्यङ्ग और पान में प्रयोग करना 
चाहिए । इससे अनेक पित्तज रोगों का नाश होता हे ॥६०-३२॥ 
त्रिफलातिबिपामूर्वांत्रिवृचित्रकवासके. | 
निम्वारग्बधषदभ्रन्थासप्रपर्णनिशाद्वयैः ॥ ३३॥ 
Tete mera: | 
वेलमेभिः समे: पक सुरसादिरसाप्लुतम्‌॥ ३४॥ 
पानाभ्यञ्जनगण्डूयनस्यवस्तिधु योजितम्‌ | 
स्थृलतालस्यक्रण्ड्वादीन्‌ जयेत्कफक्नतान्‌ गदान्‌ RYN 
feats तळ ( अनुवासनार्थं )--त्रिफछा, अतीस, मर्चा 
Fria, चित्रक, agen, नीम, अमरळतास, चच, सहपर्ण, 
दण्द दान्दरदी गुदूची, इन्द्रसुरा (इन्द्रवारुणी), पिप्पछ, कूठ, 
सग्सों ओर सोट को समान भाग में पीस कर सुरसादि गण 
के काथ के द्वारा तळ पाक करके पान, अभ्यङ्ग, गण्डुप, नस्य 
तथा बरितियो मे प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग से 
स्वुछता आळस्य, कण्डू पुव कफन व्याधियाँ नष्ट होती ई । 
पाठाजमादायाईषटापिप्पलीद्वयनागरेः | 
सरलागुरकालीयभागीचव्यामरद्रमे: ॥।३६॥ 
td ~ SS by 
मरिचलामयाकट॒यीशटीप्रन्थिककंटफते: | 
तलमेरणडतेलं वा पक्कममि. संमायुतम्‌ | ३७ 11 
वल्लाकण्टकमूलाभ्यां काथेच द्विगुणेन च | 


SS ८०६” “€ ~ ष्ण 


घुश्रुतसंहिता 


> र“ ad ~ Ss 


काळीय ( पीतचन्दन ), भार्गी, wea, टेचदारु, मरिच, 
इलायची, हरीतकी, कुटकी, कचूर, पिप्पलीमूल क्षौर 
कायफछ को समान भाग में पीस कर कण्टक पञ्चमूळ और 
बल्लीपञ्चमुळ के दुगने क्राथ के साथ तिळ तळ या प्रण्ड तळ 
fae करना चाहिए | अनुवासन में इस तळ का प्रयोग करने 
से कफजन्य सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ ३६-३८॥ 
विडड्गादीच्यसिन्धृत्थशदीघुष्करचित्रकेः | 


कदूफलातिविपाभारगीवचाङष्टहुराह्यैः ॥ ३६॥ 
2] 

सेदामद्नयष्ट्याहर्यामानिचुलनागरैः । 

राताह्वानीलिनीय्नाकलसीवृपरेणुभिः  ॥ ४०॥ 


बिल्वाजमोदकृध्णाह्वादन्ती चञ्यनरायिपेः | 
तेलमेरण्डतैल वा मुष्कक्रादिरसाप्लुतम्‌ ॥ ४१॥ 
प्रीहोदावर्तवातास्र्गुल्मानाहकफामयान्‌ । 
म्रमेहशर्करार्शासि हन्यादाश्वनुवासनेः ॥ ४२॥ 
विडड्रादितळ ( अनुवासनार्थ )--विढक्ठ, सुगन्धवाला, 
सेन्धानमक, कचूर, पोहकरमूछ, चित्रक, कायफळ, अतीस, 
भार्गी, चच, कूठ, देवदारु, मेटा, Hane, AeA, श्यामा 
( विधारा ), fige ( जळवेत ), diz, drs, नीळ, रारना, 
पृष्टिपर्णी, aga, पित्तपापडा, बेळ, अजवायन, पिप्पल, 
दन्ती, चव्य और अमल्तास को पीसकर, gore गण के 
काथ के साथ तिळतेळ या पुरण्ड तळ का पाक करना चाहिए। 
इसके द्वारा अनुवासन देने पर प्लीहा, serad, वातरक्त, 
गुलम, आनाह, कफज रोग, प्रमेह, शकरा और न्दा शीघ्र नष्ट 
होता हे ॥ ३९-४२ ॥ 
अशुद्धमपि वातेन केबलेनातिपीडितम्‌ | 
अहोरात्रस्य कालेधु सर्वेष्वेबालुबासयेत्‌ ॥ ४३॥ 
चायु के अति प्रकोप में age पुरुष के अनुवासन की 
विधि--क्रेचछ चात रोग से अत्यधिक पीडित अशुद्ध शरीर 
वाले पुरुष को भी दिन, रात में समी समय अनुवासन देना 
चाहिए ॥ ४३ ॥ 
ward बहुवातस्य दी त्रीनप्यलुवासनान्‌ | 
दत्त्वा खिग्घतजुं ज्ञात्वा ततः पश्चान्निरुहयेत्‌॥ ४४ ॥ 
SU पुव बहुवातयुक्त Fete दो, तीन बार अनुवासन 
देकर, स्निग्ध शरीर होने क पश्चात्‌ निरुहवरित देनी चाहिए 
अखिग्वमपि वातेन केवलेनातिपीडितम्‌ | 
सरे्ध्रगाढेरमतिमान्निरूहेः सम्चुपाचरेत्‌ ॥ ४५॥ 
चायु ऊ अति प्रकोप में अस्निग्ध पुरुष के अज्ुवासन की 
विधि--केचछ बात से अतिपीडित स्नेहरहित शरीर वाले 
पुरुष की चिकित्सा मी बुद्विमान्‌ au को स्नेहवहुळ निरूह 
बस्ति के वारा करनी चाहिए ॥ ४५॥ 
अथ सम्यद्भिरुढं तु वातादिष्वनुवासयेत्‌ | 
विल्वयष्टथाह्ृमदनफलतेलेर्यथाकमम्‌ ॥ ४६॥ 
fate से अनुवासन तळ-चातादि दोषों मे, wet 
भांति निहरूण किए गए व्यक्ति को, कमश" वेळ, मुलेठी और 
wate क द्वारा fae तेल से, अनुवासन देना चाहिए ॥४६॥ 
रात्री बस्ति न दद्यात्त दोषोत्केशो हि रात्रिज । 
सेददबीर्ययुततः ङुयोदाध्मानं diet ज्वरम्‌ it ४७॥ 


अध्यायः ३७ } 


चिकित्सास्यानंम्‌ 


१४६ 


रात्रि में बम्तिदान का निपेध--रात्रि में afta का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए क्यॉकि रात्रि में उत्पन्न होने चाले दोषों 
का saan होता दे तथा भक्ति युक्त स्नेह आध्मान, गौरव 
एवं ज्वर उत्पन्न कर देता ह ॥ ४७ ॥ 

विमशः-दोपोललेश इति यस्माद रावावाहारविंदादेंन काढ- 
data ख्नोतोमुससइतत्वेन च टोपधातुमलेपु विफ्लेदनल्क्षण 
उल्रलेशो भवति । अन्यत्राप्युनम-'भविशुद्ध तु ददये निशि ठिन्नेयु 


धातुषु | विदग्धेउन्नरसे खोत सूपटिप्तेष॒ देदिनाम्‌। त्यापारेभ्यो 
4 


निवृत्ताना दोपोत्न्छेशो मवेदिति! ) 
अहि स्थानस्थिते दोपे बहा चान्नरसान्तरिते । 
स्फुटस्रोतोसुखे देहे wel परिसपति॥ ४८॥ 
दिन में बम्ति amas गुण--द्विन में दोषा के अपने 
स्थान सें स्थित रहने और थम्निके अन्न रस से युक्त होने 
तथा स्रोतों का मुख खुळा होने के कारण शारीर में स्नेह की 
शक्ति फळती है ॥ ४८॥ 


पित्तेऽधिके कफे दीर रूचे वातरुगर्दिति । 
नरे रात्री हु दातव्यं काले चोष्णेऽनुधासनम्‌ 117६1 
अवस्था विशेष में रात्रि में भी अनुवासन की विधि-- 
पित्त की अधिकना तथा कफ के क्षीण होने पर एव उष्ण काळ 
में, वात रोग से पीटिस रूछ मनुष्य को रात्रि सें अनुवासन 
देना चाहिए॥ ४९ ॥ 
उप्णे पित्ताविके वाऽपि दिवा दाहादयो गदाः | 
संभवन्ति यतस्तस्मात्‌ प्रदोषे थोजयेद्धिपक्‌ ॥५०॥ 
उष्ण कारू अथवा पित्त की अधिकता में भी दिन 
में अचुचासन प्रयोग करने से दाह आदि व्याधियाँ उत्पन्न 
होती है, इसलिए वैद्य को प्रदोष काळ में बस्ति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ५० ॥ 
शीते बसन्ते च दिवा ग्रीष्मम्रावृडघनात्यये | 
Sen दिनान्ते पानोक्तान्‌ दोपान्‌ परिजिहीपेता ॥५१॥ 
ऋनु विशेष के अनुसार वस्ति के काळ में वियोपतायं- 
स्नेहपान में कथित drat से बचने की अभिलापा वाले पुरुष 
को, शीत और बसन्त ऋतु में दिन मे तथा ग्रीप्म, वर्षा एवं 
शारद ऋतु में दिन के अन्त में स्नेह ( अनुवासन वस्ति ) 
देना चाहि ॥ ७१ ॥ 
अहोरात्रस्थ कालेषु सर्वष्वेवानिलाथिकम्‌ | 
तीव्रायां रुजि जीर्णात्न भोजवित्वा$्नुवासयेत eel 
बाताधिक्य में सर्वदा अचुवासन वस्ति की विधि--वायु 
की भधिऊता होने पर टिन रात में भी तथा अन्न जीर्ण होने 
पर dia वेडना की स्थिति में भोजन देकर अचुवासन प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
न चाभुक्तवतः स्नेहः प्रणिधेयः कथञ्चन | 
शुद्धत्वाच्छून्यकोएस्य स्नेह ऊध्व समुत्पतेत ॥५३॥ 
बिना भोजन किये हुये को स्नेह वस्ति का प्रतिपेध-- 
बिना भोजन कराये कमी स्नेह वस्ति का प्रग्रोग नहीं करना 
चाहिए क्योंकि पारीर शुद्ध होने से तथा ae की रिक्ता के 
कारण AS ऊपर की ओर जाता दे ॥ ५३॥ 
सदा5नुवासयेबापि भोजयित्वाऽऽद्रपाणिनम्‌ | 


wt विदग्धभुक्तस्य ata स्नेहः प्रयोजितः ॥५४॥ 
भोजनोत्तर afer अनुवासन देने का निर्देश-- 
रोगी को भोजन देऊर अविलस्व ( शीले हाथ की म्थिति में 
ही ) सदा अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अन्न 
के परिपाक काल में प्रयुक्त की गई स्नेह वस्ति ज्वर उत्पन्न 
कर देती है ॥ ५३ ॥ 
न चातित्तिग्वमशान भोजयित्वाऽचुवासयेतत | 
मदं मूच्छो च जनयेदू द्विधा स्नेह: प्रयोजितः ॥५५॥ 
अत्यधिक स्नेह युक्त भोजन देकर अनुवासन का प्रयोग 
नहीं करना 'चाहिए क्योंकि दो प्रकार से प्रयुक्त हुआ स्नेह 
मद और मूर्च्छा उत्पन्न करता है ॥ ५५ ॥ 
रक्ष भुक्तततो at बल वर्ण च हापयेत्‌ | 
युक्तस्नेहमतो जन्तुं भोजयित्वाऽनुवासयेत्‌ ॥४६॥ 
रूक्ष अन्न का सेवन चळ और वर्ण का नाश करता है 
इसलिए मनुष्य को अल्प स्नेहयुक्त भोजन देकर अनुवासन 
देना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
युपक्षीररसेस्तस्माद्यथाव्याधि समीदय वा । 
यथोचितात्‌ पादहीनं भोजयित्वाइनुवासयेत्‌ ॥५७॥ 
यूप, दूध at मांसरस अथवा व्याधि के अनुकूल 
आहार ( संसर्जन क्रम के अनुसार सेवन किए जाने वाले) 
की चतुर्थाश्च मात्रा खिलाकर अनुवासन का प्रयोग करना 
चाहिए॥ ५७॥ 
अथानुवास्य॑ स्त्रभ्यक्तप्ुष्णाम्बुस्वेदितं शनैः | 
भोजयित्वा यथाशाख्रं कृतचङ्क्रमणं ततः ॥५८॥ 
frasr च शाङ्न्मूत्रं योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना | 
प्रणिघानविधानं तु निरुद्दे संप्रबद्यते॥४६॥ 
अनुवासन afta देने की विधि-अचुचासन किए जाने 
चाळे पुरुप का मठी भाँति अभ्यङ्ग करके धीरे-धीरे उप्ण 
जळ से स्वेदन करना चाहिए फिर झाखचर्णित भोजन 
देकर कुछ टद्दळाना चाहिए और मल-मूत्र का परित्याग 
कराने के पश्चात्‌ स्नेहवस्ति का प्रयोग करना चाहिए] 
इसका प्रणिधान-विधान ( वस्ति-प्रदान के नियम) निरूह 
afta के प्रकरण में कहा जा रहा दे ॥ ५८-५९ ॥ 
ततः प्रणिहितस्नेह उत्तानो घाकशातं भवेत्‌ । 
a ec af 0 पति 
प्रसारितेः सचगात्रेस्तथा वीय विसपति ॥६०॥ 
यस्तिःविधान के अनुसार weafta लेने के अनन्तर 
रोगी को सम्पूर्ण अङ्गां को फैळा, उत्तान लेटकर, सौ वार 
गिनती यिनना चाहिए । इस प्रकार स्नेह का घीय सारे 
शरीर में फैल जाता है ६०॥ i 
ताडयेत्तलयोरेनं त्रींखीन्‌ वाराऽछनेः शनेः | 
स्फिचोश्वेनं ततः शाय्यां त्रीन्‌वारानुत्क्षिपेत्ततः ॥६१॥ 
एवं प्रणिहिते वस्तो मन्दायासोऽथ मन्दवाक | 
स्तरास्तीर्णे शयने काममासीताचारिके रतः NGA 
रोगी के eerie _के तळवे तथा नितम्ब पर धीरे-धीरे 
तीन-तीन चार थपथपाना चाहिए, फिर शय्या को रोगी 
सहित तीन बार ऊपर उठाना चाहिप्‌! इस प्रकार वर्ति 
प्रणिक्रान के पश्चात अरप्म तथा भएप वाणी बोलते हुए, 


१४० सुश्ववसंदिता 
I TTT RO DADO DRO OAT ROI 


रोगी को अपनी शय्या पर सोकर क्रोध आदि नियमों के 
परित्याग का पाळन करना चाहिए ॥ ६१-६२ ॥ 
स तु सेन्धबचूर्णेन शताहेन च योजितः | 
देयः सुखोष्णश्र तथा निरेति सहसा सुखम्‌ ॥६३॥ 
स्नेह मे सेन्धा नमक तथा सॉफ मिलाकर सुखोष्ण 
afta देने से वह सुखपूर्वक सहसा बाहर आती हैं ॥ ६३ ॥ 
यस्ग्रानुबासनो दत्तः सकदन्वक्षमात्रजत्‌। 
अत्यौष्ण्यादतितेच्णयाद्वा वायुना वा प्रपीडितः ॥६४॥ 
सबातोऽधिकमात्रो ग WHAT BAIT: | 
तस्यान्यो5ल्पतरो देयो न हि खिद्यत्यतिष्ठति ॥६५॥ 
अनुवासन औषधि के एकत्रार में ही लौट आने में 
दोप--अधिक उप्गता, तीच्णता, वायु के दाच, चातयुक्त 
अथवा अधिक मात्रा में होने या औषधि के गुरुत्व के कारण 
जिस पुरुष का प्रयुक्त एक वार मे ही औषधि के साथ बाहर 
था जाता है, उसे दूसरी वस्ति अर्प मात्रा मे देनी चाहिए, 
क्योंकि स्नेह के न रुकने से स्नेहन नहीं होता ॥ ६४-६५ ॥ 
वि्टऽघानिलविण्मृत्र' स्नेहह्दीनेऽनुधासने | 
दाहङमप्रवाहार्तिकरश्चात्यचुबासन' Healt 
स्नेहन तथा स्नेहाधिक अनुवासन के दोप--स्नेहद्दीन 
अनुवासन वायु, मळ और मूत्र का अवरोध तथा अधिक 
स्नेहयुक्त दाह, म और प्रवाहिका उत्पन्न करता दै ॥ ६६॥ 
सानिलः सपुरीपश्च te: प्रत्यति यस्य तु । 
aan बिना शीघ्र स सम्यगनुवासितः ॥६७॥ 
सम्यग्‌ अनुवासित के ळक्षण-ज्जिस पुरुष का स्नेह 
चायु और मळ क साथ ओष चोप (वेदना विशेष ) क विना 
ofa वापस आ जाता दे उसे भली-भाँति अनुवासित 
समझना चाहिए ॥ ६७॥ 
~ € ~ स्नेहे 
जीणान्नमथ सायाहे स्नेहे प्रत्यागते पुनः | 
लब्तन्नं भोजयेत्‌ कामं दीप्राभिम्तु नरो यदि ॥६८॥ 
Pras मजुप्य age afi वाळा हो तो, स्नेह के वापस 
६ पर आहार क पाचन क च्छाचुकूरु 
भोजन दाहि ॥ ६८ ॥ NRE जु 
ग्रातरुष्णोदक देय घान्यनागरसावितम्‌ | 
तेनास्य दीप्यते बहिर्भक्ताकाह्ठा च जायते ॥६६॥ 
_ प्रात'काळ घनियाँ और सोड क साथ सिद्ध उष्ण जळ 
देना चाहिए, इससे अनुवासित व्यक्ति की अभि Ae होती दे 
तथा मोजन में रुचि उत्पन्न होती दै ॥ ६९ ॥ 
स्नेहबस्तिकमेप्वेव॑ विधिमाहर्मन्रीपिण । 
अनेन विधिना पड़वा सप्त वाऽटटौ नवैब चा ॥७०॥ 
च मचा ज ae 
| सनेहचरिन के Sa es rea 
fafa ने स्नेहवस्तिया के क्रम ट A 
किया है । इस विधि से छै, सात जाट था नौ = pn 
देना चाहिए. और च > शाठ, या नी स्नेहवम्तियाँ 
: नक सब्य में निरूहवस्ति का प्रयोग 


भी करना चाहि नक > 
ell प्रयुक्त प्रथम स्नेहवस्ति 
one सहन करता है. ६ eaten, afta आर 
का TRA करती हुँ so ७१ ॥ 


€ 


विमर्श--चरक ने निश्नलिखित रूप में बस्तिदान प्रकार 
और उनकी संएया का वर्णन किया हे-दिपण्मता* कर्म्म 
वस्नयो हिं काले adda तथा च योगे । सान्वासना द्वादश वे 
निरूदा' प्राझ्स्नेद णकः परनश्च पञ्च । कारे त्रयीऽन्तेऽन्तरिनस्तयैक, 
eer Pree: सद्दिताश्व पट स्युः 1 योगे निरूद्दाखय ण्व देया', 
म्नेद्दास्तथा पट च परादिमध्याः। (च. सिं अ, १) दि पढिति 
द्वादशा वस्तय. । कर्म्मसु चिकित्सिनमर्म्मसु । इति कर्मवस्नि । 
नथा काले aftaenisda पद्वस्तव, योगे च तथाऽन 
पट्वस्तयः स्युरिति । मानुवासना निरूदा द्वादश ada प्राकू 
स्नेह एको Mega: पूर्वमेकः स्नेदवरितस्ततो निरूदबस्तिस्तन' 
परत, पञ्च मानुवासना निरुद्धा इति कम्मसु द्वादधावस्तय,। तथा 
च ण्कोऽनुवामनवरिन पूर्व ततो निरूइस्ततोऽतुवासन ततो निरु 
दस्तनी$्नुवासन तनो निरूदृस्ततोऽनुवासनं ततो निख्इस्तवोऽ 
नुवासन ततो निरूदस्ननोऽनुवासन ततो freed द्वादश 
कम्मे वस्तय. | काढे सान्वामनाखय इति पट्‌ , तत्र प्राकर स्ने 
एको fread yaa स्नेहवस्तिस्ततो निरुद्दस्ततोऽनुवासन- 
वस्तिस्ततो निरूइस्तत स्नेदवस्तिस्ततो निरूह इति पटू सानु 
aan निरुद्धा वल्तय काले । अथ योगे anta सानुवासना* 
पट्बस्तय" | तदू यया-त्रय एवं निरूदा टेयाम्नवा पराढिमध्याः 
mea अय उति षट्‌ । तथा च-~वेमेकोऽनुवासनवरितिन्ततो 
निरूइस्तत स्नेइवस्तिम्नतो निरूइस्तत स्नेदवन्तिस्तो निरूह उत्येव 
षट्‌ योगे स्थुरिनि । परादि मध्याजिय न्नैद्दाज्नयो निला इति । 
( गयाधर कविराज) 
सम्यग्दत्ती द्वितीयस्तु मूर्वस्थमनिलं जयेत्‌। 
Tage च तृतीयस्तु प्रयोजितः ॥७१॥ 
भली भाति दी गई दूसरी बस्ति ऊध्बजञ्चुगत वायु का 
दामन करती है और तीसरी प्रदुक्त वस्ति बळ एवं वर्ण की 
उपपत्ति करती हे ॥ ७२॥ 
रसं aga रक्त तु पञ्चम, Geta! 
Gata ख्लेहयेन्सांस मेदः सप्तम एवं च 1580 
अष्टमो नवमश्वास्थि मञ्चानं च यथाक्रमम्‌ | 
एवं झुक्रगतान्‌ दोषान्‌, द्विगुणः साघु साधयेत्‌ 11981 
थी चस्ति रस, पाँचचीं रक्त, छुठी मांस एवं सातवीं 
मेद का स्नेहन करती है आठवीं और नोवीं वस्ति क्रमानुसार 
अस्थि और मजा का स्नेहन करती हे । इस प्रकार शुक्रात 
दोपों की ( व्याधि ससुदेश्ीयोच्छान्‌ वळेब्याग्रहर्षजनकान्‌ ) 
चिकित्सा द्विगुण बस्तियां ( अठारह वस्ति) के द्वारा भली 
भांति करनी चाहिए ॥ ७३-७४ ॥ 
अष्टादृशाष्टादशकान्‌ रुनेहवस्तीनां यो निपेवते | 
यथोक्तेन विघानेन परिददारक्रमेण च ॥७। 
स॒ ङुञ्जरबलोऽश्वस्य जवैस्तुल्योऽमरम्रभः | 
वीतपाप्मा श्रुतधरः सहस्चायुर्नरो भवेत्‌ ॥७६॥ 
अनुवासन का फछ--पूर्वोक्त विधान और परिहार कम क 
अनुसार जो पुरुष अठार, स्नेह तथा अठारह निरूह बस्तियों 
का सेवन करता है चह हाथी के समान वळशाली, घोडे की 
भोति वेगवान्‌, देवताओं के तुल्य कान्तिमान्‌, पूर्व जन्म के 
पापों मे मुक्त और श्रवण की हुई वाणी को घारण करने वाळा 
तया सहत्नवर्ष की आयु से युक्त होता है ॥ ७०-७६ ॥ 


अध्याय" ३७ | 


चिकित्सास्थानम्‌ हे 


१५१ 


स्नेहवस्ति निरूहं वा नेकमेवातिशीलयेत्‌ ! 
सेहादमिवधोत््लेशो निरूहात्‌ पवनाहुयम्‌ 1७) 
अनुवासन अथवा निरूह में से किसी एक वस्ति के 
अधिक सेवन सें दोप-स्नेद था निरूह feet एक चस्ति 
का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्याक्रि स्नेहवस्ति की 
अधिकता से aff का नाश और seta तथा ree से 
चात के प्रकोप का भय रहता है ॥ ७७ ॥ 
तस्मान्निरुढोऽचुवास्यो निरूद्यश्वानुवासितः 
aad पित्तकफोत्क्लंशी स्यातां न पवनाद्भयम्‌ ॥७५॥। 
इसलिए निरूह के पश्चात्‌ अनुवासन और अनुचासन के 
बाद free का प्रयोग करना चाहिए! इस विधि से afta 


सेवन करने पर पित्त और कफ का उत्क्लेश नहीं होता तथा 
चातःप्रकोप का भय नहीं रहता ll ७८॥ 


ear बहुवाताय qeafer दिने दिने} 
ढद्याइ्यस्वताइन्ववासभ-यावाघभयातूतर्यहात ॥७६॥ 
स्नेहवस्ति का अवस्थाविश्येष से विधान का निर्दशा-- 
खक्ष तथा वहुवात युक्त पुरुष के लिये प्रतिदिन तथा अन्य 
age के लिए अभिमांच के भय से तीसरे दिन स्नेहवत्ति 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७९ ॥ 
लेहोउल्पसात्रों sat दीर्घकालमनत्ययः | 
तथा निख्दः खिग्धानासल्पमात्रः प्रशस्यते 115०1) 
अभ्यास से चस्ति आपद्‌ विहीन होने का निर्देश-- 
Sa मनुष्या को अल्पमात्रा में दीर्घकाळ तक सेवन की गई 
स्नेहवस्वि, हानि नहीं पहुँचाती | उसी प्रकार खिग्ध पुरुषों 


के लिए अद्पमात्रा युक्त निरूद का सेवन हितकर होता दे ॥८०॥ 


अत अध्व प्रवक्ष्यासि व्यापदः स्लेहबस्तिजाः 
चलवन्तो यदा दोषाः कोष्ठे स्युरनिलादयः ॥८१॥ 
अल्पीय तदा deat प्रथखिघान्‌ | 
कुत्रन्त्युपद्रवान्‌ स्नेहः; स॒ चापि न निवर्तते Us 
दोधाभिमूत स्नेद्दवस्वि के व्यापद्‌--इसक आगे स्नेह 
बस्तियों से उत्पन्न होनेंवाली व्यापदो ( हानियो) का 
वर्णन किया जा रहा ह । जब वलवान वातादि दोष कोष्ट में 
रहते हैं तव अट्पदाक्तिवाले स्नेह को तिरस्कृत करके एथक- 
पृथक उपठर्चो को उत्पन्न करते हं तथा स्नेह को भीं बाहर 
नहीं निकलने देते ॥८१८२॥ 
तत्र वातामिभूते तु We मुखकपायता । 
जम्भा चातरुजस्तास्ता वेपथुर्वियमञ्त्रर' 115311 
चायु से स्नेह के तिरस्कत होने पर सुख में कपायता, 
acm, भिन्न भिन्न वातजन्य वेदनाये+, कम्प आर विषमज्वर 
होताइ॥८ 
पित्तासिमूते ठु सुखस्य कडुता भवेत्‌! 
दाहस्तृष्णा ज्वरः स्वेदो नेत्रमूत्राङ्गपीतता ॥521 
पित्त के द्वारा स्नेह के निरस्कृत होने से सुन्व में कडुता, 
दाढ, दृष्णा, उवर और स्वेदागमन होता हे तथा नेत्र, सूत्र, 
पर्व अंग पीले पड़ जाते हैं ` ८९ ॥ 
Baiada We तु TR सछुरास्चता | 
Ta छर्दिदच्ट्वासः इच्ट्वाच्छीतञ्बरोऽरुचिः US 


इलेप्मा के द्वारा स्नेह का तिरस्कार होने पर सुख से 
छाळाखाच, Fa में मधुरता, गौरव, off, श्वास लेने में 
कठिनाई, शीत saz और अर्चि होती हे ॥ ८१॥ 


तत्र दोपाभिभूते तु ae afer निधापयेत्‌ | 
यथास्वं दोपऱासनान्युपयोज्यानि यानि च ॥5६॥ 
पूर्वोक्त व्यापदो की चिकित्सा-दोषों के द्वारा स्नेह के 
तिरस्कृन होने पर दोषों के अनुकूल दोपद्यामक चिकित्सा 
विधि का विधान करना चाहिए ॥ ८६॥ 
अत्याशितेऽन्नासिभवात्‌ Sel नेति यदा तदा | 
शुरुरामाशयः झूल वायोश्वाप्रतिसंचर ॥5७1॥ 
हृत्पीडा मुखवेरस्यं श्वासो मूर्च्छा ्रमोऽरुचिः | 
तत्रापतपंणस्यान्ते दीपनो विधिरिष्यते ॥८८/॥ 
अधिक भोजन करने पर स्नेहवस्ति देने से उत्पन्न व्यापद 
और उनकी चिक्रित्सा--अधिक भोजन करने पर अन्न से 
तिरस्कृत हुआ स्नेह जब चाहर नहीं आता तब आमाझय 
में गुरुता, शूळ, चायु का अवरोध, ea में पीडा, मुख 
चरस्य श्वास, मूर्च्छा, wa आर अरुचि होती है । इसमें 
लंधन के पश्चात्‌ दीपन चिकित्सा विधि का प्रयोग हितकर 
होता है ॥ ८७-८८॥ 
अशुद्धस्य मलोन्मिश्र: क्लेहो नैति थदा पुनः | 
तदाऽङ्गसदनाध्माने श्वासः शूल च जायते Nea 
पक्कारायगुरुत्व॑ च तत्र दद्यान्निरुहणम्‌ ' 
तीच्णं तीच्णीप्धेरेब fas चाप्यनुवासनम 11६०] 
अशुद्ध देहवाले को अजुबासन देने में sae भौर 
उनकी चिक्त्सा--अशुद्ध गरीरवाले (विरेचन निरूह से 
रहित ) ब्यक्ति का मळ से मिश्रित स्नेह जव ga बाहर 
नहीं आता तव अंगों में पीड़ा, आध्मान, श्वास और शूल 
उत्पन्न होता हे एवं पकादाय में year होती दे । इसमें 
निरूदण तथा तीच्य औषधियों से ही सिद्ध तीचग अनुवासन 
का प्रयोग भी करना चाहिए ॥ ८९-९० ॥ 


शुद्धस्य qged We स्नेहस्य दशनम्‌ | 
गात्रेषु सर्जेन्द्रियाणासुपलेपोऽत्रसादनम्‌ ॥६१॥ 
aga मुख चापि कासश्वासावरोचकः | 
अति पीडितबत्तत्र सिद्धिरास्थापनं तथा ॥६०॥ 
स्नेह का भुरण उदर में होने पर व्यापद तथा 
उनकी चिक्रित्सा--घुदध शरीर वाले (aaa विरेचन से 
युक्त ) पुरुष में ig के टदर में प्रवेश करने से, शरीर में 
स्येह का दिखकाई पढना, इन्द्रियों में सल्वृद्धि, wah, 
मुख में स्नेह की गन्ध, कास, श्वास, और ache होती है 
इसमें अधिक पीडिन (दवाई गई) चन्ति की भाति 
चिकित्सा विवि तथा आस्थापन afer (निर्द्दग) का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ९१-९२ ॥ 
अस्तिन्नस्याविशुद्धस्य स्नेद्दो$न्पः संभ्रयोजित 1 
शीतो मृदुश्च नाभ्येति ततो मन्द प्रवाहने ॥६३॥ 
त्रिचन्वयोरवाब्सानशूला पक्काशयं प्रति 
तत्राम्थापनमेत्राद्ु श्रयोज्यं सानुवासनव ev 


१५२ 
स्वेदन तथा शोधन से रहित अवस्था में भएप स्नेह देने 
पर व्यापद और उनकी चिकिरसा--स्वेदन तथा वमन विरेचन 
से रहित अशुद्ध दारीरवाले ब्यक्ति के लिए प्रयुक्त मात्रा में 
अद्य, शीतळ और सदु स्मेह वाहर नहीं आता एव धीरे-धीरे 
निकछता है, जिससे विवन्ध, गौरव, आध्मान और पक्काशय 
में शूळ होता हे । इसमें शीघ्र आस्थापन के साथ अनुवासन 
afta का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९३-९४ ॥ 
अल्पं सुक्ततरतोऽल्पो हि स्नेहो मन्दगुणस्तथा | 
दत्तो नेति छमोत्केशी wat चारतिमावहेत्‌ 11६४1 
अरप भोजन किए हुए को मन्दगुण स्नेहदान से व्यापद्‌ 
और उनकी चिकित्सा--अएप भोजन के पश्चात्‌ जरुपमात्रा 
में दिया गया स्नेह मन्दगुण होने के कारण बाहर नहीं आता 
और श्रम, sea एवं अतिदाय मानसिक व्याकुलता उत्पन्न 
करता है ॥ ९१॥ 


तत्राप्यास्थापन कार्य शोधनीयेन बस्तिना | 
( अन्त्रासनं च स्नेहेन शोधनीयेन शास्यते ) 11६६) 
इस अवस्था में भी शोधनीय बस्ति से आस्थापन करना 
चाहिए । ( शोधनीय र्नेहवरित से अनुवासन भी हितकर 
होता है । ) ॥ ९६ ॥ 
अहोरात्रादपि स्नेहः प्रत्यागन्छुञ्न इष्यति | 
कुर्याद्ठरितगुणांञ्चापि जीणेस्त्वल्पगुणो भवेत्‌ Nell 
स्नेह aka के न निकलने पर व्यापरकाल की अवघि 
का निर्देश--दिन-रात अर्थात्‌ २४ घण्टे में भी वापस नही 
आया हुआ स्नेह विकार उत्पन्न नहीं करता और चस्ति का 
गुण प्रदान करता है, किन्तु जीणं होने पर अदप गुण युक्त 
होता हे ॥ ९७॥ 
यस्य नोपट्रवं कुर्यात्‌ स्नेहबस्तिरनिःस्रतः | 
सर्वो$ल्पो वाऽऽवृतो रौच्यादुपेच्यः स विजानता ।1६८॥ 
उपद्रव न करनेवाले स्नेहवस्ति के न निकलने पर 
उपेक्षा का निर्देशा-रूक्षतता के कारण अवरुद्ध जिस मनुष्य 
की सम्पूर्ण ग्रा अदपमात्रा में बाहर न आई हुई स्नेहवस्ति 
कोई उपद्रव नहीं करती, बुद्धिमान वैद्य को उसकी उपेक्षा 
करनी चाहिए ॥ ९८ ॥ 


अनायान्त त्वहोरात्रात. स्नेह संशोधनेहरेत्‌। 
स्नेहवस्तावनायाते नान्यः स्नेहो विधीयते ॥६६॥ 
एक स्नेहवरिति के विना निकले दूसरी वस्ति न देने का 
निर्देश--पुक अहोरात्र मे वाहर नहीं आए हुए स्नेह को 
सशोधन के द्वारा निकाळना चाहिए, स्नेहबस्ति के वापस 
न आने पर दूसरी स्नेहवस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ 
इत्युक्ता व्यापद' सवी. सलक्षणचिकित्सिता: | 
वस्तेरुत्तरसज्ञस्य fifa वच्याम्यतः परम्‌ 1१००] 
उत्तरवस्ति विधि का निर्देश--इस प्रकार लक्षण और 
चिकित्सा के साथ सम्पूर्ण व्यापत्तियो का वर्णन किया गया। 
इसके आगे उत्तरवस्ति की विधि का कथन किया जा 
रहा है ॥ १००॥ 
चतुदंशाहुल नेन्रमातुराहुलसमितम्‌ | 
मानतीपुष्पवृन्ताम्र हि पैपनिर्ग 
पुष्पदुन्ताप्र छिद्र सपेपनिर्गेमम्‌ ॥१०१॥ 


reer eer ee a A SL ES SL OO PPI, 
PLP PPD PLD LLL ७४४४७४ ४४४४७ AD PIPL A 


सुश्रुतसंहिता , 


र क 
STII ST 


नेत्र प्रमाण-आातुर की अंगुळियों के माप से चौदह अंगुल, 
माळती घुष्प Bara की भाँति भग्रभाग चाळा तथा सरसों 
के निकछने योग्य छिद्र से युक्त होना चाहिए ॥ १०१॥ 
स्नेह्रमाणं परमं aga कीर्तितः | 
पञ्चबिंशादधो मात्रां विदध्याद्वुद्धिकल्पिताम ॥१०श॥ 
उत्तरवरित के द्रव्य की मात्रा--( स्नेहिक) उत्तरवस्ति 
में स्ने की उत्तम मात्रा एक पळ होती है । पश्चीस वर्ष से 
भएप og वाले व्यक्तित्रों के लिए स्नेह मात्रा की कएपना 
aa को अपनी बुद्धि से करनी 'चाहिए॥ १०२॥ 
निविष्टकर्णिकं मध्ये, नारीणां चतुरङ्गुले | 
मृत्रत्रोतःपरीणाह मुद्रवाहि दशाहुलम्‌ ॥१०२॥ 
स्त्रियों के उत्तरधस्ति के नेत्र का श्रमाण--घुरुपों के नेत्र 
में कर्णिका मध्यभाग में होनी चाहिए तथा rite नेत्र 
में चार अंगुळ की दूरी पर। मूत्र के निकलने का माग 
मूग के निकळने योग्य छिद्र तथा wend aa अगुल होनी 
चाहिए ॥ १०३॥ 
मेद्वायामसम केचिदिच्छन्ति खलु तद्विदः | 
तासामपत्यमा्गे तु निदध्याश्चतुरहु लम्‌ ॥१०४॥ 
ःथडुलं मूत्रमार्ग तु कन्यानां त्वेकमह्ुलम्‌ | 
विधेय wage तासां विधिवद्धश्यते यथा ॥१०४॥ 
feat के छिए janie की विधि-छुछ अन्य 
विद्वान्‌ नेत्न-प्रमाण मेढ के तुर्य मानते हैं । खियों के अपत्य- 
मार्ग सें चार अंगुळ नेन्न प्रविष्ट करना चाहिए और मूत्रमार्ग 
में दो अंगुर। कन्या ( बारह ata न्यून आयु ) के लिए 
एक अगुल नेत्र का प्रयोग करना चाहिए और कही जाने 


चाळी विधि के अनुसार उनकी अयुलि प्रमाण का विधान 
करना चाहिए ॥ १०४-१०५ it 


स्नेहस्य प्रस्तं चात्र स्वाङ्टुलीमूलसंमितम्‌ | 
देयं प्रमाणं परममवोग्‌ बुद्धिविकल्पितम॥१०६॥ 
ख्रियों की उत्तरवस्ति में स्नेह का मान--खियों के लिए 
स्नेह की मात्रा उनकी अंगुलि मूळ के वराचर एक प्ररत 
( अञ्जकि) लेना चाहिए और (चळ्चान रोग में) सभी 
अवस्थार्ओं में उक्त प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए तथा 
( मध्यहीन वळ रोग में ) न्यून मात्रा की कलपना अपनी 
बुद्धि के अनुसार करनी चाहिपु॥ १०६॥ 
ओरशभ्र: शौकरो वाऽपि बस्तिराजश्च पूजितः | 
तदलाभे प्रयुक्षीत गलचर्म g पक्षिणाम्‌ 11१०७ 
उत्तरवस्ति के योग्य वस्ति का निरूपण--आरश्र (भेडा) 
सूअर अथवा बकरे की चस्ति इनके लिए उत्तम होती दै, 
उनके अभाव में पत्तियों के गळचमं का प्रयोग करना चाहिए॥ 
(अस्यालाभे दृतेः पादो सूदुचर्मततोऽपि वा) | 
अथातुरमुपस्निग्धं स्विन्नं ्रशिथिलाशयम्‌ ॥१०५॥ 
यवागू सधृतक्षीरां पीतवन्तं यथाबलम्‌ | 
निपण्णमाजानुसमे पीठे सोपाश्रये समम्‌ ॥९०६॥ 
स्वभ्यक्तवस्तिमूधीन तेलेनोष्णेन मानवम्‌ | 
वतः समं स्थापयित्वा नालमस्य प्रहपितम्‌ ॥११०॥ 


NANA PL ४७७ NA NNN 


अध्यायः २७ ] 


` पूय शलाकयाउन्विष्य ततो नेत्रमनन्तरम्‌। | गुदे aff Reena, कात शलाकयाऽन्विष्य ततो नेत्रमनन्तरम्‌ | 
शानः शनेधुताभ्यक्त विदध्यादद्लानि पट्‌ ॥१११॥ 
पुरुषों की उत्तरवस्ति के प्रणिधान की विधि--( इसके 
अभाव में मशक का चतुर्थांश भाग या wea प्रयोग में काना 
चाहिए ) स्नेहन, स्वेदन से युक्त शिथिळ आशय वाळे रोगी 
को अभिवळ के अनुसार ga, दुग्धयुक्त यवागू पिलाकर, 
घुटने के थरावर ऊँची, सहारे वालो चौकी पर सीधा चेठाना 
चाहिए और उष्ण तेल से वस्तिप्रदेश के उपरी भाग तथा रोगी 
की भळीभांति मालिश करनी चाहिए। फिर उस रोगी के 
इढ़ लिङ्ग को सीधा स्थापित कर, प्रथम were से मूत्रमार्ग 
का अन्वेपण करके, तदनन्तर Ga लगे हुए नेत्र को धीरे-धीरे 
६ अंगुळ प्रविष्ट करना चाहिए ॥ १०८-१११ ॥ 
सेढ़ायामसमं केचिदिच्छन्ति प्रणिधानकम्‌। 
ततोज्वपीडयेट्रस्ति शानेनेत्रं च निह रेत ॥११२॥ 
कुछ आचार्य पुरुपेन्द्रिय प्रमाण नेत्र-मवेदा का कथन 
करते el वस्ति को दवाकर धीरे से नेत्र निकाल लेना 
चाहिए ॥ ११२ ॥ 
विमर्शः--चरक ने पुरुषेन्द्रिय प्रमाण नेतन्न-प्रवेश का 
विधान वतलाया हे । “नः सुखोपविष्टस्य इटे मेढ ध्ृतान्विते। 
शलाकयाऽन्विष्य गति यथप्रतिहता अजेत | तत" शेफ'प्रमाणेन पुष्पः 
नेत्र प्रवेशयेत्‌ (a. सि. अ. ९) 


ततः प्रत्यागतस्नेहमपराहे. विचक्षणः | 
भोजयेत्‌ पयसा मात्रां यूपेणाथ रसेन चा ॥११३॥ 
afeam वेद्य स्नेह के वापस आने पर रोगी को 
साथंकाळ दूध, यूप भथवा मांसरस के साथ भोजन की 
मात्रा खिलावे ॥ ११३॥ 
अनेन विधिना दद्याहस्तींखींश्चतुरोऽपि ar | 
ऊर्ध्वज्ञान्ये खयै दद्यादुत्तानाये विचक्षणः ॥११४॥ 
स्त्रियों की उत्तरवस्तिःप्रणिधान विधि-जाडु को ऊँचा 
करके उत्तान लेटी हुई खी को तीन या चार वस्ति बुद्धिमान 
aa इस विधि से लगावे ॥ ११४॥ 


सम्यक्‌ प्रपीडयेद्योनि दद्यात्‌ सुम्रदुपीडितम्‌ | 
त्रिकर्णिकेन नेत्रेण दद्या्योनिसुखं प्रति ॥११५॥ 
चस्ति-प्रणिधान के समय योनि को दवाकर तीन कर्णिका 
वाले नेत्र को योनिसुख में प्रवेश करके धीरे-धीरे बस्ति 
द्वानी चाहिए ॥ ११५॥ 
गभीशयबिशुद्धथथं सेहेन द्विगुणेन तु। 
काथप्रमाणं प्रस्तं, खिया feet भवेत्‌ ॥१९६॥। 
faat के निरूह तथा उत्तरबस्ति के लिए छाथ का 
प्रमाण-यर्भादाय की शुद्धि के लिए fit में स्नेह की 
मात्रा स्नेह से द्विगुण ( पूर्वोक्त अंगुिमूल-सम्मित अरति 
की ater fear) होनी चाहिए तथा छाथ की मात्रा 
( निरूहवस्ति के लिए पुरुषों में एक प्रस्त और ख्त्रियों के 
लिए दो प्रसृत होनी चाहिए ॥ ११६॥ 
कन्येतरस्याः, कन्यायास्तद्वद्वस्तिप्रमाणकमू | 
अप्रत्यागच्छति भिषग्‌ बस्तावुत्तरसंजिते ॥११७॥ 
भूयो बस्ति निदध्यात्तु संयुक्त शोधनेगणे. | 


२० go चि? 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१५३ 


गुदे वतिं निदध्याद्वा शोधनद्रव्यसंभ्रताम्‌ ॥११८॥ 
उत्तरवरित में स्नेह के न निकलने पर उसके निकालने 
का उपाय प्रसूता या भप्रसूता तथा कन्या ( बारह वर्ष से 
न्यून आयु) के लिए चस्ति-शोधनार्थ छाथ की मात्रा पुरुष की 
भाति रोगी को अञ्जलि की साप से एक प्रस्त लेनी चाहिए 
उत्तरवस्ति के वापस आने पर वैद्य को पुनः शोधनगण के 
Rata युक्त वस्ति ळगानी चाहिए। अथवा शोधन द्रष्य 
मिश्रित वतिं ( विरेचन द्रब्य युक्त ) गुदा मे रखनी चाहिए ॥ 
प्रवेशयेद्वा मतिमान्‌ बस्तिद्वारमथेपणीम्‌ | 
पीडयेद्वाऽप्ययो नाभेवेलेनोत्तरमुष्टिना ॥११६॥ 
अथवा बुद्विमान्‌ वैद्य को वस्तिद्वार में एपणी (शलाका) 
प्रवेश करना चाहिए या मुद्दी के अग्रभाग से वळपूर्वक नाभि 
के नीचे दधाना चाहिए ॥ ११९॥ 


आरग्वधस्य पत्रेस्तु निर्गुण्ड्याः स्वरसेन च | 
कुयोद्रोमूत्रपि्टेषु चतीर््राऽपि ससैन्धवाः ॥१२०॥ 
युद्वैलासपेपसमाः प्रविभज्य वयांसि तु। 
बस्तेरागमनाथोय ता निदध्याच्छलाकया ॥१२१॥ 
अमलतास के पत्ते और सेन्धानमक को एक साथ 
निर्गुण्डी स्वरस या गोमूत्र के द्वारा पीसकर आयु के अनुसार 
मंग, इळायची और सरसों के समान वर्ति वनानी चाहिए 
तथा चस्ति के आगमन के लिए शकाका की सहायता से 
उसे मूत्रमार्ग में रखना चाहिए ॥ १२०-१२३ ॥ 
भागारधूमद्टहतीपिप्पलीफलसेन्धवैः  । 
कृता वा झुक्तगोमूत्रसुरापिष्टेः सनागरेः ॥१२२॥ 
अथवा TEC, बढ़ी कटेरी, पिप्पल, Fane, सेन्धा 
नमक और ais को शुक, गोमूत्र एवं सुरा के द्वारा पीसकर 
बनाई गई वतिं का प्रयोग करना चाहिए ॥ १२२ ॥ 
अनुवासनसिद्धि च बीच्य कर्म प्रयोजयेत्‌ | 
स्यैहिक उत्तरवस्ति के पश्चात्‌ Framer आदि 
अनुवासन चिकिरसाकर्म का प्रयोग समझकर करना चाहिए ॥ 
श्करामधुमिश्रेण शीतेन मधुकास्चुना ॥११३॥ 
दह्ममाने तदा बस्तौ दद्याद्ठस्त विचक्षणः | 
क्षीरवक्षकपायेण पयसा शीतलेन च॥१२४। 
वस्तिदाह में चिकिस्सा-बस्ति में दाह होने पर शकरा 
और मधु मिश्रित शीतळ सुलेठी छाथ की वस्ति लगानी 
चाहिए । अथवा ज्षीरवृत्त के शीतळ छाथ में दूध मिलाकर 
वस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ १२४॥ 
शुक्रं दुष्टं शोणितं चाङ्कनानां 
पुष्पोद्रेकं तस्य नाशं च कष्टम्‌ | 
मूत्राघातान्मूत्रदोपान्‌ प्रबुद्धान्‌ 
योनिव्याधि संस्थितिं चापरायाः ॥१२५॥ 
शुक्ोत्सेकं रार्करामश्मरी च र 
शूलं बस्तौ वह्नणे मेहने च। 
घोरानन्यान्‌ बस्तिजांश्चापि रोगान्‌ 
हित्वा मेहाचुत्तरो हन्ति बस्तिः ॥१२६॥ 


१५९ सुश्तसंडिता 


‘mpeg — 
PPL AAA LPL LAA ADL A AOL 


WO FF PPL LDA PPL LIL PAPI 


उत्तरवस्ति का फछ--उत्तरवस्ति, प्रमेह को छोटकर | मध्याह्न काठ के समय, निमन्नभाग में सुन्दर पकडने योग्य 
दूषित शुक्र और स्त्रियों के आरं; रत की अधिकता, रज का | स्थान वाटी, करि प्रदेश की भोर विद्या पुच प 
द योरि 7 अपरा f फडा A 4 zat न्रा if = र लिटाना न्रा 1 
नाथ एवं रज कष्ट, GANT, भत्रकृच्छू योनिरोग, अपरा की रद्दिन फेडी हुई बय्या पर बोय पसवाडे से भावों है र द 
रकाबट, थुक्रत्राव, बकरा, अम्मरी तथा चम्ति, व्ण और | उस व्यक्ति के दाहिने पर को सिकोड कर वार्या पंग फट 
छिङ्ग के ge, एवं चस्ति की अन्य भयद्वर व्याथियों को | देना चाहिए और उसे प्रमन्न-चित्त, अन्न का परिपाक छो गया 
ee Gs है नथा मौन होकर अंस प्रदेश को उन्नत रस विश्राम कर रहा 
नष्ट करती दे | १२५-१२६ ॥ है नथा मौन होकर अंस प्रदेश को उश्नतर dah 
सम्यग्दत्तस्य लिङ्गानि व्यापदः क्रम एवं च | दे, ऐसा समझ कर दिख कर) वार्य पर के ऊपर र रत, 
घस्तेमचरसंनस्य समानं स्मेहचस्तिना ॥१२९७॥ पर के अंगूठे ओर अंगुदि से वस्ति-कर्णिका को उपर 
TR ` | उठा कर, वार्य हाथ की कनिष्टिका एवं अनामिका से बम्ति क 
इति Hagar चिकित्सास्थानेऽचुचासनो- 


र आधे मुख को बन्द करके, मध्यमा, तर्जनी और अगूटे स 
लेरबम्तिचिकित्सितं नाम समत्रिशोष्व्याच: ॥ ३७]. | घावे युग्य को खोड कर चस्ति मे औषध भरना चाहिए। 
— 


फिर दाहिने दाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा अंशुछि से, 
अलीभाति दी गई उच्चरतरस्ति के टघण, SAR दोष नौर 


ऊपर के भाग से diva न निकले इतनी भरी हुई, 
नदन चणा, र विस्तार रहिन, gea® से रिक्त असंऊुचित्त of वायु- 
उनकी चिदिन्सा म्नेद्दबम्वि के समान दोनी है ॥ १२०॥ 
इत्यायुवेदतलसंदीपिकासापाच्यास्याया स्ठविशोऽभ्यायः ॥ 


| 


~ 


विहीन afta को षधि के समीप पकड कर, बाग्र हवाय से 

~ a ॐ, a « 
दाहिने हाथ के ऊपर पकडला चाहिए और दाहिने हाथ से दी 
इसमें ओषधि भरना चाहिए तथा औषधि के अन्त भाग में 


eee “a 
दो-तीन धार सूत्र छपेट कर बांधना चादिए 1 तदनन्तर सीधे 
n~ e द्विने क धेरि ~ dit = हाथ 
अधचिवाच्तमाऽध्यायः दादिने दाथ से बम्नि को पकडना चाहिए ओर वार्य हार 
चक्रित्पित की मध्यमा एवं तजनी अंगुळि से नेत्र को पकड कर, Ys से 
अथाता निरूत्कमचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | १॥ | नेत्र मुख को चन्द करक, अग्न भाग में घृत wit हुए नेत्र 
यथोवाच अगवान, घन्न्तरिः ॥ २ ॥ 


को घृतयुक्त शुदा सें ग्रविष्ट करने के feo घृष्ट बंदा क नीचे 
देना चाहिए और कर्णिका को सीघे ऊपर रयते हुए नेत्र को 
भविष्ट करों ऐसा रोगी से कहना चाहिए ॥ ३॥ 

afte सव्ये करे कृत्वा दक्षिणेनावपीडयेत | 

एकेनेवराबपीडिन a gt न विलम्बितम्‌ ॥ 9 ॥ 

“9 
बाय हाथ से afta को पकड कर दाहिने era से एक हदी 

दबाव में न तो बहुत शीघ्र और न धीरे घीरे वस्ति को दचाना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 


ततो नेत्रसपनीय त्रिंशान्मात्राः पीडनकालाठुपेच्यो" 
चिएटेत्यातुरं aa) अथातुरसुपवेशवेडुत्कुटुकं बस्त्या- 
गमनार्थम्‌ | निळ्हत्रत्यागमनकालस्तु मुह॒र्तों भवति॥५॥ 
नेत्र को बाहर चिकाळ कर, चस्ति देने से लेकर तील 
मात्रा तक प्रतीचा करनी चाहिए फिर रोगी को खडा होने के 
लिए sen चादिषु । वस्ति के बाहर आने के fea रोगी को 
zee ern चाहिए] fee बस्ति के वापस काने का समय 
पुक सुहुर्व (दो घड़ी ) होता दे ॥ ५ ॥ 
विसरदाः-उन्तटवदिर्वेग त्वक्तविण्मूत्राद्रिकन्‌ 1 प्रततावाँ आः 
amt स्वच्यावा बिस्वीर्थारामिति कॅचिव 1 ओपिप्रदेशब्यूढाया 
कटिमरटैश्चविद्याटायान्‌ | चुनिषण्णटेददन्‌ अंसोरन यथा स्थाचया वि” 
श्रन्तशरीरन्‌ 1 सन्यपाणिर्वामकरः | अनुत्तिक्तमृध्वक्षरणरद्दित यथा 
भवदि तथा सिक्तम्‌ । अनावतरमनतिदीर्थम्‌ ( अचिराव प्रवचन, १! 
arate चाक मर्य्यादटीडल्व । नेच प्रभिषत्तत्व प्रवेशयेदि आहर 
प्रति भिषग्‌ हयात । तिशन्माचा इति मात्रामान दि अभिवेश्वेन 
व्याख्यातन्‌-यावत्‌ पर्वनि इस्वान्न दक्षिण जानुमण्टल्स । निमेः 
graces वा सा मात्रा परिकीचिता? । geat धरिकाह्यस | 
aaa विधिना बस्ति दद्याद्वस्तिबिशारदः | 
द्वितीयं वा तृतीय बा चतुर्थ वा यथार्थव. ॥ 5 Il 


free विधान का उपक्रम--इसके अनन्तर निरूह 
विघान के द्वारा चिकित्सा विधि का वणन किया जा रहा टै, 
Sen कि भगवान घन्वन्तरि ने (gaa श्रद्धदि fret से ) 
क्ट्वा ॥ १-२ ॥ 

अथानुवासित्तमास्थापयेत ; स्वभ्यक्तस्विन्नशरीर- 
मुच्सष्टतद्विगमवाते aa वेश्मनि wens प्रततायां 
शब्यायामवः:हुपस्यिहायां श्रोणिप्रदेशप्रतिच्यूहायामनु- 
पचानायां वामपाश्वशायिनमाकुश्चितदक्षिण सक्थिमसितर- 
प्रमारिनसक्ति सुमनसं जीर्णान्नं चाग्यतं सुनिपण्णदेहं 
विदित्वा; तता वामपादस्योपरि नेत्र छतेतरपादाद्टा- 
नुलिभ्यां कर्णिकामुपरि feted, सब्यपाणिकनिष्टि- 
कानामि डाश्गं वस्तेशुखार्थ सङ्कोच्य, मघ्यमाग्रदेशिन्य- 
geet तु विद्वृतास्यं gen, घस्तावीपघं afin, 
दचिणहर्ताङृेन प्रदेशिनीमध्यमाभ्यां चानुत्सिक्तमना- 
यवमवुदवुदससदुचितमवातमीपवासत्रमुपसंगृद्य, पुन- 
waft तदितरण ग्रहीत्वा दक्षिणेनावसिद्वेत , aa: 
सन्रणवीपधान्ते द्रिस्रिवी५5वेट्ट व aaa, अथ 
दच्िणेनोचानेन पाणिना बस्ति गृहीत्वा वामहस्त- 
अब्यमा हुलिश्रदेशिचीभ्यां लेत्रमुपसंगृद्याइप्रेन नेत्रद्रार 
fram, घूवाभ्यच्छप्रनेत्रं घृताक्तमुपादाय प्रयच्छेदनप्र- 
छश सममुन्मुखमाकर्णिकंनेत्रं प्रणिवन्स्वेति त्रयात ॥३॥ 

fang के भणयन की विवि--अजुवालिव ( अजुवासन 
यस्ति sam) परप को आस्थायन ९ निरूद्द बस्ति ) देना 
चाडिए (srt भांति स्नेदन, स्वेदन से युक्त शरीर तथा मछ- 
मत का ara किए हुए व्यक्ति को चायु रहित, पवित्र oe में 


अध्यायः ३८] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१५५ 


To — 
वस्ति क्रिया के जानने चाले वेध को प्रयोजन के अनुसार | वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । आस्थापन और स्नेहवस्ति 


इस विधि से दूसरी, तीसरी अथवा चौथी चस्ति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ६॥ 
सम्यङ्निरूढलिङ्गे तु प्राप्ते बस्ति निवारयेत्‌ | 
विशेषात्‌ सुकुमाराणां हीन एव क्रमो हितः ॥ ७॥ 
निरूह के अतियोग का निपेध-निरूह वस्ति के भली 
भाति प्रयुक्त होने के लत्षर्णा की उपस्थिति होने पर चस्ति 
प्रयोग चन्द्‌ कर देना चाहिए तथा सुकुमार मज्प्यों के लिए 
विशेष रूप से बस्तियों का कम ही प्रयोग करना चाहिए tot! 
अपि हीनक्रमं gait तु कुयोदतिक्रमम्‌ । 
यस्य स्याद्टस्तिरल्पोऽल्पवेगो हीनमलानिलः || ८ ॥ 
Cee: स विज्ञेयो qr | 
दुर्निरूढ के लक्तण--वस्ति प्रयोग का क्रम अल्प भले ही 
रहे किन्तु उसका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए । जिस 
व्यक्ति की वस्ति अद्प गुण वाली हो, वेग अरप हो, मळ 
और वायु की न्यूनता हो तथा जिसमें सूत्रपीडा, अरुचि एवं 
जडता उत्पन्न हो उसे दुर्निरूढ ( भली भांति निरूह ग्रयोरा 
न होना ) समझना चाहिए ॥ ८ ॥ 
यान्येव प्राड्ययोक्तानि लिङ्भान्यतिविरेचिते ॥ &॥ 
तान्येबातिनिरूढेऽपि विज्ञेयानि बिपश्चिता। 
अतिनिरूढ के लच्षण--अतिविरेचन के जिन seit का 
वर्णन हमने पहले किया है उन्हीं लक्षणा को अतिनिरुह में 
भी बुद्धिमान्‌ वैद्य को समझना चाहिए ॥ ९॥ 
यस्य क्रमेण गच्छन्ति विदपित्तकफघायत्रः ॥॥१०॥ 
amd चोपज्ञायेत सुनिरूढं तमादिशेत्‌ | 
सुनिरुढ के लक्षण--जिस व्यक्ति का मळ, पित्त, कफ 
भर वायु क्रम से वाहर निकलता है तथा शरीर में रूघुता 
उत्पन्न होती है उसे सुनिरूढ ( भली भाति निरूह प्रयुक्त ) 
समझना चाहिए ॥ १०॥, 
aired ततो जन्तुं ख्रातवन्तं तु भोजयेत्‌ ॥११॥ 
फिर ara किये हुए सुनिरूढ पुरुष को भोजन कराना 
चाहिए ॥ ११॥ 
पित्तश्ेष्मानिलाविष्टं क्षीरयूघरसैः क्रमात्‌ | 
सव॑ वा जाङ्गलरसेभोजयेदविकारिभिः ॥१२॥ 
पित्त, Sen और वात युक्त सुनिरूढ व्यक्ति को क्रमशः 
दूध, यूप एवं मांसरस के साथ अथवा सभी को विकार 
रहित जाइल जीवों के मांसरस के साथ भोजन कराना 
चाहिए ॥ १२॥ 
त्रिभागहीनमर्घ वा हीनमात्रमथापि बा! 
यथाग्निदोषं मात्रेयं भोजनस्य विघीयते ॥११॥ 
भोजन तीन हिस्सा अथवा आधा या अठप मात्रा में न्यून 
होना चाहिए तथा भोजन की इस मात्रा का विधान अशि 
और दोष के अनुसार करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
अनन्तर ततो युव्ल्याद्यथास्वं स्तेहबस्तिना | 
बिबिक्तता मनस्तुष्टि' खिग्धता व्याधिनिम्रह- ॥१४॥ 
आस्थापनस्नेहवस्त्योः सम्यग्दाने तु लक्षणम्‌ | 
स्नेहवस्ति के गुण--इसके पश्चात्‌ दोप के अनुसार स्नेह" 


के भळी भांति प्रयुक्त होने पर इन्द्रियों की अहणशक्ति में दद्धि, 
मन में प्रसन्नता, Ravager एव व्याधि की शान्ति होती है ॥१४॥ 
तदहस्तस्य wad बलबदिष्यते ॥१५॥ 
रसौदनस्तेन शस्तस्तदहश्चानुबासनम्‌ | 
उस दिन ( निरूह बस्ति के प्रयोग के दिन ) रोगी को 
वायु के प्रकोप का प्रबळ भय रहता है, इसलिए मांसरस के 
साथ चावल का भोजन तथा उसी दिन अनुवासन afta 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ १५॥ 
पश्चादभिबल मत्वा पवनस्य च चेष्टितम्‌ ॥१६॥ 
अन्नोपस्तम्भिते कोष्ठे स्नेहबस्तिर्बिधीयते | 
इसके अनन्तर असि-वळ तथा वायु की क्रियायों का 
ज्ञान करके अन्न-पान से अवरुद्ध कोष्ट में स्नेह वस्ति का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ १६॥ 
अनायान्त सुहूतीत्त निरुहं शोधनेहदरेत्‌ ॥१७॥ 
तीच्णेर्निरूहैमेतिमान्‌ क्षारमूत्रास्लसंयुतेः | 
यदि एक मुहूर्त अर्थात्‌ दो घडी में निरूह वस्ति 
वापस न भावे तो शोधनीय तथा यवक्षार, गोमूत्र एवं का्जी 
मिश्रित तीच्य निरहों के द्वारा बुद्विमान्‌ वैद्य को उसे बाहर 
निकालना चाहिए ॥ १७॥ 
विशुणानिलविष्ट्यं चिरं तिष्ठन्निरुहणम्‌ esi 
शूलारतिञ्वरानाहान्मरणं घा प्रवर्तयेत्‌ | 
देर तक freed रहने से दोप-विपरीत गति चाले वायु 
से अवरुद्ध हुआ निरूह aga काळ तक रुक जाता है जिससे 
शूल, अरति ( किसी कार्य मे मन का न ळगना ), उवर भौर 
आनाह की उत्पत्ति अथवा झूत्यु भी हो जाती है ॥ १८ ॥ 
न तु भुक्तवतो देयमास्थापनमिति स्थित्तिः ॥१६॥ 
विसूचिकां वा जनयेच्छुदि बाऽपि सुदारुणाम्‌ | 
कोपयेत्‌ Bary वा तस्मादद्यादभोजिने ॥२०॥| 
अन्न खाये हुये को आस्थापन का निपेध-भोजन किये 
हुए व्यक्ति को आस्थापन नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे 
विसूचिका की उत्पत्ति या भयङ्कर वमन होता है अथवा 
सम्पूर्ण दोप कुपित हो जाते है। इसलिए free afta का 
प्रयोग भोजन न किए हुए व्यक्तियों के लिए ही करना 
चाहिए ॥ १९-२० ॥ 
जीणॉन्नस्याशये दोषाः पुंसः प्रव्यक्तिमागताः | 
निःशेपा: सुखमायान्ति भोजनेनाम्रपीडिताः ॥२१॥ 
जीणे अन्न वाले के लिये आस्थापन देने में गुण->ज्ञीण 
अन्न वाले व्यक्ति के पक्काशय में निरावरण रूप में स्थित दोष, 
भोजन के द्वारा पीडित न होने पर, सम्पूर्ण रूप में सुखपू्वक 
बाहर निकल जाते है ॥ २१ ॥ 
न वाऽऽस्थापनविक्षिप्रमन्नमम्रिः प्रधावति | 
सरुमादास्थापनं देय निराहाराय जानता ॥र१॥ 
आस्थापन वस्ति के द्वारा विहित हुई ( gas हुई ) अभि 
अज्ञ की ओर नही दौडती अर्थात्‌ अन्न का परिपाक करने सें 
समर्थ नहीं रहती अतः कुश चिकित्सक को आस्थापन 
afta का प्रयोग निराहार महुष्य के छिए ही करना चाहिए ॥ 


१५६ 


आवस्थिकं मं चापि घुदूध्वा कार्य निरूहणम्‌ | 
मले5पकृष्टे दोषाणां बलवत्त्वं न विद्यते ॥२३॥ 


अवस्था विशेष सें अन्न खाये हुए को भी निरूद्द देने का 
निर्देश--आवस्थिक क्रम का ज्ञान करके ( तीव्र शूळ, आध्मान 
आदि रोगों की अवस्था में चिकित्सा के द्वारा ऊध्वं भाग से 
दोषां की शुद्धि न होने पर भोजन किए हुए व्यक्ति को 
भी फलवर्ति आदि के प्रयोग से निरूह का प्रयोग करना ) 
अर्थात्‌ रोगों की अवस्था के अनुसार चिकित्सा क्रम का 
निर्णय कर निरूह वस्ति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि 
मछ के निकल जाने पर दोष निर्ब हो जाते हैं ॥ २३॥ 


क्षीराण्यम्लानि मूत्राणि स्नेहाः काथा रसास्तथा | 
लबणानि फलं क्षौद्रं शताहा add बचा ॥२४॥ 
एला त्रिकटुकं राखा सरलो देवदारु च | 
रजनी मधुक fg gd संशोधनानि च ॥२४॥ 
कटुका शकरा मुस्तमुशीर॑ चन्दनं शटी | 
afar सदनं चण्डा त्रायमाणा रसाञ्जनम्‌ ॥२६॥ 
बिल्वमध्यं यवानी च फलिनी शक्रजा यवाः | 
काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षभकावुभी ॥२७॥ 
तथा मेदा मद्दामेदा ऋद्विबद्धिमंधूलिका | 
निरूहेपु यथालाभभेष वर्गा विधीयते pect 
आस्थापन में उपयोगी हव्य--सभी प्रकार के दूध, अम्ल, 
मूत्र, सेह, काथ, मांसरस तथा छवण, त्रिफळा, मधु, सौंफ, 
सरसों, वच, इलायची, fag (dis, मरिच, पिप्पळ है 
राजा, सरलवृत्त, देवदारु, हरदी, Geet, हींग, कूठ, संशोधन 
देच्य ( त्रिवृत्‌ आदि ), करकी, aaa, नागरमोथा, खस, 
चन्दन, कचूर, Ashe, मेनफळ, चण्डा ( छाल कनेर ), 
चायमाणा, रसोत, बेळगिरी, अजवायन, Prag, इन्द्रयव, 
काकोली, चीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
safe, वृद्धि और मधूलिका ( तृणविशेपः मर्कटिकेति लोके ) 
इस वर्ग से से जितनी औषधियाँ मिळ सकें उनका प्रयोग 
निरुहचस्तियोँ में किया जाता है ॥ २४-२८ ॥ 
eat काथस्य TA भागाः स्नेहस्य पञ्चमः | 
masta चतुर्थस्तु पष्ठः पित्ते कफेऽष्टमः ॥२६॥ 
हि निरूह मे दोपानुसार छाथ की मात्रा-स्वस्थ पुरुष 
के लिए ( निरूह ) छाथ के चारों भाग और Gig का पाँचवा 
भाग तथा घात प्रकोप में स्नेह का चौथा भाग, पित्त प्रकोप मे 
छुरा पूर्वं कफ प्रकोप मे आठवां भाग होना चाहिए ॥ २९॥ 
wag चाष्टमो भागः कल्कानां, लवणं पुनरः | 
शौद्रं मूत्रं फलं Prat मांसरसं तथा ॥३०॥ 
युक्त्या प्रकल्पयेद्धीमान्‌ ASE कल्पना fea ॥३१॥ 
तीनों दोषों के प्रकोप में करक onzat भाग तथा wat 
सु, सत्र, फल, दूध, काज़ी पुव मासरस का योग चुद्धिमान्‌ 


x iy 
au को afeqas करना चाहिपु। निरूहवस्ति की कएपना 
निम्न ठिसित रूप में हैं ॥ ३०-३१ ॥ 


e x 
विमशः--स्वस्ये समगतपित्तकके पुरुष । द्वाटश प्रसतस्य 
निरुषस्य चत्यारो भागाक्षत्वार, प्रसूना अष्टौ पलानि । स्नेहस्य 


सुश्रुतसहिता 


an. var इति चतु्तिशतिपलनिरूहापैक्षया पादोनपञ्जपलानि। 
क्रुडेडनिले चतुर्थं ef चतुर्थों माग. पट्‌ पलानीत्यर्थ । पष्ठः पितते 
इति ma पितते स्नेहस्य पष्ठो भागः चत्वारि पळानीत्यवः । कफेऽ 
an इति बुद्धे कफे स्नेहर्याष्टमो भागजीणि verted: । सर्वत्र 
वातपित्तश्लेप्मसु कल्फस्य अष्टमी भागल्लीणि पलानीत्यर्थः । स्वेषु 
स्वस्थास्वस्थेपु इति गयी । ळवण पुनरित्यादि लबणाद्रीनि विशेपः 
प्रमाणेनाचुक्तान्यपि थुकत्या दापयेत्‌ , युक्त्या योगेनेत्यर्थः । 
कल्कस्नेहकपायाणामविवेकाद्विपग्वरः , | 
बस्तेः सुकल्पना प्रोक्ता तस्य दानं यथाथ कत्‌ A 
चरित द्रष्य के योजन का क्रम- श्रेष्ठ वेद्यो ने कदम, स्नेह 
और कपाय के अगथगूभाव ( आपस में घुळा-मिछा रहना ) 
को ही वस्ति की सुन्दर कल्पना चतळाई हे तथा इसका 
दान ( प्रयोग ) यथार्थकृत्‌ अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ भोर 
शोणित का हरण, शोधन, संग्रहण, लेखन, Ger, वाजीकरण 
एव रसायन आदि गुणों को करने वाळा होता हे ॥ ३२॥ 
दत्त्वाऽऽदौ सैन्धवस्याक्षं मधुः प्रसतदयम्‌ | 
पारे तलेन मध्नीयात्तद्वत्‌ स्नेहं शनैः शानेः ॥३३॥ 
सम्यक्‌ सुमथिते दद्यात्‌ फलकल्कमतः परम्‌ | 
ततो यथोचितान्‌कल्कान्‌ भागैः स्वेः ऋच्रणपैपितान ॥३९॥ 
प्रथम सेन्धानमक एक ad तथा मधु दो प्रसृत (चारप) 
मिला कर इयेळी से मथना चाहिए और सथते समय धीरे” 
धीरे मधु के तुल्य स्नेह भिळाते रहना चाहिए। इसके वाद 
भली भाति मथन हो जाने पर, मैनफळ का कक मिला कर 
फिर वातादि दोषों को दूर करने वाले अन्य द्रव्यो का महीन 
पिसा हुआ करक उनके अश के समान मिळाना चाहिए ॥ 
गम्भीरे भाजनेऽन्यस्मिन्मध्नीयात्त खजेन च | 
यथा चा साघु मन्येत न सान्द्रो न तुः समः ॥३५॥ 
दूसरे गहरे पात्र में उपयुक्त geal का मथनी से मन्थन 
करना चाहिए अथवा जिस प्रकार उचित दिखलाई पड़े वसे 
मथना चाहिए किन्तु इसका ध्यान रखना चाहिए कि द्र्य न 
तो अधिक गाढ़ा और न पतला हो जाय अपि तु समान रहे ॥ 
रसक्षीराम्लमूत्राणां दोषावस्थामवेष्य छु 
कषायप्रसतान्‌ पञ्च सुपूतास्तत्र दापयेत्‌॥२३॥ 
मांसरस, दूध, काझी और मूत्र का मिश्रण दोपों की 
अवस्था के अनुसार करना चाहिए तथा पांच प्रसत छाना 
हुआ काथ इसमें मिलाना चाहिए ॥ ३६॥ 
अत ऊध्वं MITA = Tea 
दत्त्वा55दौ सेन्धवस्याक्षं मधुनः प्रस्ृतिष्ठयम्‌ | 
विनिर्मेथ्य ततो दद्यात्‌ खेहस्य ्र्रतित्रयम्‌ 11२७॥ 
एकीभूते ततः SS कल्कस्य cat क्षिपेत्‌ । 
संमूच्छिते कपायं ठु चतुःप्रसतिसंसितम 112५॥ 
faite तद।बापमन्ते द्विभ्रसृतोन्मितम्‌ । 
एवं प्रकल्पितो बस्तिद्वीदशाप्रस्ूतो भवेत्‌ Rall 
द्वादश प्रसत-प्रमाण का साधन-इसके आगे द्वादश 
प्रसृत प्रमाण की साधन विधि का वर्णन किया जाता है-- 
प्रथम सेन्धा नमक एक कर्ष लेकर इसके साथ दो प्रति 
( चार पळ ) ag मिळा दोनों को मथकर, तीन प्रसृति 


अध्याय- ३८ | 
स्नेह मिलाना चाहिए और स्नेह के मिल जाने पर 
प्रसृति ren दृच्य डालना चाहिएु। जब सभी दव्य आपस सें 
भली-माँति मिल नाय तब चार प्रसूति कपाय मिळाना 
चाहिए | सबके अन्त में दो safe प्रक्षेप द्रव्य का संयोग 
. करना चाहिए। इस प्रकार बनाई गई afta दवादशा-प्रसृत 
होती है ॥ ३७-३९॥ 
व्येष्टाया. खलु मात्रायाः प्रमाणमिदमीरितम्‌ | 
अपहासे भिपक्कुर्यांत्तद्वत प्रस्नतिहापनम्‌ ॥9०॥ 
ज्येष्ठ अर्थात्‌ उत्तम मात्रा का यह प्रमाण चतलाया गया 

है। यदि इस मात्रा मे न्यूनता करनी हो तो वेद्य को एक 
safe न्यून कर देनी चाहिए tt ४०॥ 


यथावयो निख्हाणां कल्पनेयमुदाहृता | 
सेन्धवाठिद्रवान्तानां सिद्धिकामेर्भिपग्बरेः ॥9१॥ 
सिद्धि की कामना करनेवाले श्रेष्ठ वेधों ने सेन्थव से 
लेकर कपाय पर्यन्त निरूहवस्तियों की यह कदपना आयु 
के अनुसार की है ॥ ४१॥ 
अत BI प्रवच्यन्ते बस्तयो5त्र विभागशः | 
यथादोषं प्रयुक्ता ये हन्युनीनाबिधान्‌ गदान्‌॥2२॥ 
इसके आरे विभाग केअनुसार वस्तियों का वर्णन किया 
जाता दै, जो वातादि dat के अनुसार प्रयुक्त होने पर 
विविध प्रकार की व्याधियों का नाश करती हैं ॥ ४२ ॥ 


शम्पाकोरुबुबपीभूवाजिगन्धानिशाच्छदः | 
पञ्चमूलीवलाराक्तागुइ्चीसुरदारुभिः ॥8३॥। 

कथितेः पालिकेरेभि्मेदनाष्टकसंयुत्ेः । 
कल्केर्मागविकास्ोदहयुषामिसिसैन्धवैः  ॥४४॥ 

वत्साह्ययप्रियङ्गूझायष्टयाह्यरसाञ्नैः | 
दद्यादास्थापनं कोष्णं छोद्रायेरमिसंस्कृतम्‌ ॥४४। 
शम्पाकादि आास्थापन--अमलछतास, एरण्ड, पुननंचा, 
waned, निशाच्छुद ( कचूर ), र्घुपञ्चमूळ, खरेटी, राखा, 
गुहची और देवदारु, एक एक पळ तथा आठ मद्नफल, 
( चार मैनफळ वरावर है एक पळ के) इस प्रकार इन 
सोलह पळ gat का छाथ करना चाहिए भौर इसमें 
पिप्पळ, नागरमोथा, हाउवेर, BH, सेन्धानमक, इन्द्रयव, 
fray, gest एवं wate का een मिलाकर ag आदि 


से Gera करके सहने योग्य उष्ण आस्थापन वस्ति का 


प्रयोग करना चाहिए ॥ 
प्रधोरुत्रिकञ्चलाऱमविण्मू्रानिलसङ्गिनाम्‌ । 
अहणीमारुतार्शोन्रं रक्तमांसचलप्रदम्‌ ॥४६॥। 
इसके प्रयोग से पृ, ऊर और Sige, अश्मरी, मळ- 
मृत्रचायु का अवरोध, अहणी, वात तथा अदा रोग नष्ट 
होते हैं तथा रच, मांस एवं चळ की प्राप्ति होती हे ॥ ४६॥ 
गुटचीत्रिफलाराख्ादशमूलबलापलैः | 
कथितेः रहकष्णपिट्टेस्तु प्रियद्ुघनसेन्घरबेः esi 
शत्तपुष्पावचाक्ृषप्णायवानी कुष विल्बजै- | 
सगुडे रक्षमात्रैस्तु. मदनाधपलानिते... श्या] 
क्षौद्रतैलघृतक्षीरशुक्तकाञ्िकमस्तुमि: | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


समालोड्य च मूत्रेण दद्यादास्थापनं परम्‌ ॥ ४६॥ 
गुहूच्यादि आस्थापन--गुडूची, त्रिफळा, राखा, दशमूळ, 


खरंटी और मांत का काथ करके fag, नागरमोथा, सेंधा- 
नमक, सोफ, चच, पिप्पछ, अज्ञवायन, कूठ वेलगिरि और गुड 
एक-पुक कप तथा सेनफळ आधा पल पीसकर काथ में मिळाना 
चाहिए, फिर इसमें मधु, तेळ, धृत, दूध, शुक्त, काजी, मस्तु एव 
गोमूत्र घोछकर आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ 


विमद-पळ मासम्‌। यडूच्यादीनि वलान्तानि पोडशद्रव्याणि 


प्रत्येक पलमितानि तथा मासस्यापि धोटशपलानि एव सप्तदश 
व्याणि द्वात्रिशत्पलपरिमितानि, मासस्य पदूरनिंशद्धिकशतपल 
प्रमाण जल उत्त्वा काथवेत्‌ । विल्वज विल्वफलम्‌ । 


तेजोवर्णबलोत्साहवीयाभिभ्राणवर्धनम्‌ | 
सतरमासतरोगब्रं वयःस्थापनमुत्तमम्‌ ॥५०॥ 
इसके प्रयोग से शरीर की कान्ति, चर्ण, वळ, उत्साह, 


शक्ति, अभि और प्राण ( अझीपोमादयः ) की बृद्धि होती है 
तथा यह समस्त वातरोगों को नष्ट करतादे एव आयु को 
स्थिर रखने में श्रेष्ठ है ॥ ५०॥ 


कुशादिपञ्चमूलाव्दन्रिफलोत्पलबासके | 
सारिवोशीरम शझिछ्ारालारेणु परूपके: ॥५१॥ 
पालिकेः कथितेः सम्यम्‌ द्रव्ये रेभिश्च पेपितेः | 
शब्बाटकात्मशुप्रे भकेसरागुरुचन्दने: 11५२॥ 
विदारीमिसिमल्िप्ठाशय़ामेन्द्रयबसिन्धुजः  । 
RAMS: क्षौद्रक्षीरघताप्लुते: ॥५३॥ 
दृत्तमास्थापनं शीतमम्लहीनेस्तथा द्रवैः | 
दाह्मसग्द्रपित्तास्कपित्तगुल्मज्वराज्येतू. ॥५४॥ 
क्शादि आस्थापन--तृणपत्चमूल ( ङुदा, काश्च, नळ, 
दर्भ, rey), नागरमोथा, त्रिफळा, नीळकमल, agar, 
सारिवा, खस, मजीठ, रास्ना, रेणु ( पर्पटक ) और फालसे 
को एक एक पल लेकर भळीमाँति काथ करके इसमें महीन 
पिसा हुआ सिंघाड़ा, कीच के वीज, गजपिप्पछ, नागकेशर, 
अगर, चन्दन, विदारीकन्द, सौफ, मजीठ, श्यामा (fray ), 
इन्द्रयच, सेन्धानमक, मेनफळ, पद्माख और मुलेदी मिळाना 
चाहिए फिर ag, दूध एवं ga घोळकर शीतल करके 
अम्ल दर्व्या से रहित एवं सासरस, इचचुरस आदि zara 
युक्त, आस्थापन afta का प्रयोग करना चाहिए। इसके 
प्रयोग से दाह, रऊप्रदर, रक्तपित्त, angen और अवर नष्ट 
होता है ॥ ५१-५४॥ 
रोधचन्दनमञ्जिष्ठारात्ाऽनन्ताबलर्थिभिः । 


सारिवाबषकाश्मय मेदामधुकपझके: ॥४५॥ 
स्थिरादिदणमूलेश्व काथः कर्षत्रयोन्मितेः | 
पिटटेजींबककाकोलीयुगधिमधुकोत्पले: ॥४६॥ 
प्रपीण्डरीकजीबन्ती मेदारेसु परूपके' | 
Hrs 


अभीरुमिसिसिन्धूत्थवत्सकोशीरपदमाकै 
कसेरुशकरायुक्ते. सरपिमंधुपय प्लुते. | 
द्रवेस्तीच्णाम्लबज्यश्व दत्तो बस्तिः छुशीतल- Well 
गुल्मास-ग्दरहत्पाण्डुरोगानू सविपमज्वरान्‌ । 


क 


१श्द सुश्रतसंहिता 


जज 


अस्रकपित्तातिसारी च हन्यात्पित्ततताब्‌ गदान्‌ WME दृपाशममेद्वपो भूधान्यगन्धवेहस्तकेः 


छोपादि भास्थापन--छोध, चन्दन, मजीठ, रास्ना, | दशमूलबलामूवायवकोलनिशाच्छदेः Nes! 
अनन्तमृछः खरेंटी, ऋढि, सारिवा, अडूसा, गम्मारी, मेदा, | कुलत्थबिल्वभूनिम्बेः कथितें: पलसंमितेः | 
सुलेटी, पञ्चाल, स्थिरादि ( ल्डुपञ्चमूछ ) आर तृणपद्ममृल कल्कैर्द्नयष्टचाहृपङमन्थामरसर्पपैः दय 
तीन तीन कं लेकर छाथ करके इसमें पिसा हुआ जीवक, पिप्पलीमूलसिन्धूत्ययबानीमिसिवतसङै 
काकोली, चीरकाकोळी, HE, yea, नीलकमल, पुण्डेरी, 
जीवन्ती, मेदा, पित्तपापडा, फालसा, अभीर ( शतावरी ), षोद्रेक्लक्षीरगोमूत्रसपिस्तेलरसाप्लुत ॥६६॥ 


सोफ, सेन्धानमक, इन्द्रयव, खस, पद्मा alt कसेर 
भिळाना चाहिए फिर शर्करा, घृत, मधु एवं दूध घोलकर 
तथा तीचग और ae zara रहित, शीतळ चस्ति का 
प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से गुल्म, THIET 
aaa, पाण्डुरोग, विपमञ्वर, waar, पित्तातिसार 
तथा अन्य पित्तज्ञ व्याधियाँ ae होती हैं ॥ ५३-५९ ॥ 


भद्रानिम्वकुलत्थार्ककोशातक्यमृतामर | 


तूर्णमास्थापनं कायं संसष्टवहुरोगिणामू 
गृध्रसीशकराऽष्ठीलातूनीयुर्मयदापहम्‌ [गे 


वृषादि जास्थापन--अडूसा, पाषाणभेद, पुननेवा, धनियां; 
एरण्ड, THs, बला, मर्वा, जौ, चेर, क्चूर, Fed, 
वेळयिरी और चिरायता पुक एक पळ लेकर छाथ करना 
चाहिए । फिर इसमें Haws, सुलेठी, वच, देवदारु, सरसों, 
पिप्पछीमळ, सेन्धानमक, अजवायन, सॉफ और इन्द्रयव 


सारिवाइहतीपाठामूवी55रग्बधवत्सकः 1६० | का कल्क मिला, मछु, इचुरस, दूध, गोमत्र, चुत, तैठ तथा 
काथः, कल्कस्तु HASH बचामदनसषपः | मांसरस diem, सन्निपातज रोगों की शान्ति क लिए शीघ्र 
सन्ववामरङुष्टलापिप्पलाविल्वचागर ॥६१॥ | आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग 
mgd लमधुश्षारमृत्रतलाम्लसंवुतः | से शुध्रली, शर्करा, adie, तूनी और get नष्ट 


कार्येमास्थापनं तूर्ण कामलापाण्डुमेहिनाम्‌ USA | होता है ॥ ६७०७० ॥ 


सेदस्विनामनभीनां कफरोगाशनहिषाम्‌ । राखारग्वववषोभूकटुकोशीरवारिदः 


गलगण्डगरर्लाचिःहीपडोदररोगिणाम्‌ ॥६ श। | त्रायमाणाऽसृतारकापञ्चमूलीविभीतके ॥७१॥ 
way आास्थापन--भठ्ा ( काबफल ), नीम की छाल, | सबलः पालिकेः काथः कल्कस्तु सदनान्वितः | 
Fea, मदार, SEE तरोई, गिलोय, देवदारु, सारिवा, यष्ट्याहमिसिसिन्धूत्यफलिनीन्त्रयबाह्वये 1७२] 


बडी करेरी, पाठा, Wal, अमरूतास भोर इन्द्रयव का छाथ 
करक इमम चच, WAG, सरसो, सेन्धानमक, देवदार, 
कूट, इलायची, पिप्पल, deft और dis का कल्क 
मिलाकर कट्नेळ, सधु, थवक्षार, dias, Rede तथा 
काली का मिश्रण करके इसके द्वारा कामला, पाण्डु तथा 
ममेह से पीडिन, मेदस्वी, अभिमाच से युक्त, कफरोगी, अन्न 
से द्वेष रखने वाले, गलगण्ड, गरविष, ग्छानि, dias 
उदर के रोगियों को cig आस्थापन वस्ति का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ६०-६३ ॥ 


दशमूलीनिशाविल्वपटोलत्रिफलामरे | 


रसाझनरसक्षीद्रद्राध्यासोवीरसंयुत्तः | 
युक्तो बस्तिः सुखोष्णोऽयं मांसशुक्रवलो जसाम्‌ ॥७३॥ 
आयपो$भेश्व संस्कती हन्ति चाशु गदानिमाच्‌ | 


गुल्मास्रग्दरवीसप मृत्रकच्छक्षतक्षयान्‌ ॥७४॥ 
विपमज्यरमशोंसि प्रहणी वातङुण्डलीम्‌ | 
जानुजद्वमाशिरोवस्तिग्रहोदावतमारुतान्‌ 1७५१ 
वांतासकशकेराष्ट्रीलाकक्षिशूलोदरारुची | 
रक्तपिचकफोन्मादश्रसेहाध्मानहृदममरहान्‌ sil 


रास्नादि आस्थापन-रास्ना, अमूतास, पुननंवा, कुटकी, 


कयित 

कायत. SENET युस्तसन्ववदारुभि. URI | खस, नागरमोथा, ज्रायमाणा, गिलोय, Asis, ऊघुपञ्मू, 

पाठामागविक्रन्द्राद्वस्वेलश्रारमधुप्लुते I deg और वळा एक एक पळ लेकर छाथ करना चाहिए 

छयोदास्यापन सम्यछ्मूत्राम्सफलयाजितेः ॥६श। | भौर उसमें मेनफछ, Bea, साफ, सेन्धानमक, fag तथा 

कफपास्डुगदालस्यमूत्रमारतसंगिनाम्‌ | बसप ह तथा pd मांसरस, मधु, हाक्षा एव 

श्रण कर इस का सुखोप्ण प्रयोग सांस: 

नि मी मी ते re REL ॥६६।। और नोज से युक्त व्यक्तियों के vik is 
7 आस्यापन--दुदामल t, चल 

की पत्ती, freer और देवदार a x उगिरी, were चाहिए । इसके प्रयोग से आयु तथा अभि की वृद्धि होती ह 

नागरमोथा, सेरपानमक, WET, पाटा lb pa और qen, रक्तप्रदर, fred, मूत्रकृच्ळू, उर"चत, क्षय, 

घा पिसा हुआ ass मिलाकर नया तिळ de यवक्षार, | तिपमज्वर, अह, महणी, वातकुण्डलिका, जाहु-जधा-शिर- 

मउ, ata, काली और मेनफळ भलीभाति बोलकर oe चस्ति की ibd we: चातरोग, वातरक्त, शकरा, 

द्वारा रछ और पाण्डुरोग, आरस्य, aq पुव = | Sie, fogs, उदर, अरुचि, रक्तपित्त, कफन उन्मा 

चान 1. <= 

as से पीदित, नाम, भाटोप, अपची, कफूनगुर्म त प्रमेह, आध्मान, हृद्ग्रह आदि व्याधियाँ नष्ट होती है ॥ 

wera घु रोसियो के लिए वातन्नापधनिव्काथाः  सेन्वबत्रिवृतायना, | 


Tags चस्ति 
ow itis ड 
करना चाहिए ॥ ६४-६६॥ साम्लाः सुखोष्णा याज्याः स्युर्बस्तय ङुपितेऽनिले॥०३॥ 


अध्यायः ३८ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१५६ 


वातरोग में आस्थापन कर्पना-र्‍वातघ औषधियों के 
छाथ में सेन्वानमक, निशोथ और काळी मिलाकर सहने 
: योगय उष्ण चस्नियोँ का प्रयोग वातमकोष में करना चाहिए ॥ 
न्यप्रोथादिगणक्काथाः काकोल्यादिसमायुताः | 
विचेया बस्तयः पित्ते ससर्पिष्काः सशर्कराः ॥उ८] 
पिचरोग सें आस्थापन कठ्पना-काकोक्यादिगण से 
युक्त न्ययोधादिगिण के छाथ में घृत पुर्व ada का मिश्रण 
करके पित्त प्रकोप में वस्ति प्रदान करना चाहिए ॥ ७८॥ 
आरम्वघादिनिष्काथाः विष्पल्यादिसमायुताः। 
सक्षीद्रमत्रा देयाः स्युतरस्तयः कुपिते कफे ileal 
कफरोय में आस्थापन कल्पना--पिष्पक्यादिगण मे युक्त 
आरस्वघादिगण के छाथ Hag छर गोमुत्र मिलाकर कफ 
प्रकोप सें वस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ ७९॥ 
शकरेक्षुरसक्षीरधृतयुक्ताः सुशीतलाः | 
क्लीरवृक्षकपायाढ्या बस्तयः शोणिते हिता: liseli 
शोगित रोग में आस्थापन कल्पना--शर्करा, इच्चरस, 
दूध और घृत युक्त, शीतळ तथा तीरवृ्ष के छाथ की 
पर्याप्त मात्रा मिश्रित वस्तियाँ रक्त प्रकोप में हितकर 
होनी हैं हटला ~ a 2 
शाधनद्रव्यानप्काथास्तत्कल्कसदसन्ववः | 
युक्ताः खजेन सथिता वस्तयः शोधनाः स्मृताः NS 
झोघनास्थापन कदपना--शोधन द्या के छाय ( वमच- 
विरेचन के लिए कयित ger) तथा कल्क के साध स्नेह और 
सेन्धानमक मिलाकर मथनी से सन्थन करके वनाई गई 
चस्ति शोधन कहलाती हे ॥ ८१ ॥ 
त्रिफलाकाथगोमूत्रक्ोट्रमारसमायुताः | 
SENG वस्तयो लेखनाः War: ॥८शा 
लेखनास्थापन क्ळ्पना--त्रिफछा काथ, गोमुत्र, मडु 
और यवचार तथा ऊपकादियण के प्रचेप से युक्त वस्तियाँ 
लेखन कहलाती दें 1८२॥ । गारा 
वुंहणद्रन्यनिष्काथाः कल्कमधुरकर्युताः । 
सर्पिमोसरसोपेता बस्तयो वुंहणाः स्मृताः ॥८३॥ 
बुंहणास्थापन*करपना--दंहण Feat के छाथ में मधुर 
गण ९ व्ाकोल्यादिगण) की ओपधियों का ren एवं धृत 
और मांसरस मिला कर वनाई गई वस्तियाँ gen 
कहलाती दं ॥ ८३ ॥ . 
चंटकाण्डोबटाकाथाः सक्षीरधृतशाकराः । 
आत्मसुप्राफलावापाः स्मृता वाजीकरा TANT US 
चाजीकरास्थापन कल्पना--चरक पक्षी के अण्डे तथा 
उब्चटा ( खेंतगुआा ) के काय में दूध, चत और दार्करा पतं 
कोच के बीज का प्रक्षेप मिळाकर वनाई गई वस्ति मनुप्यों 
के लिए चाजीकरण होती दे ॥ cen 
बदयरावतीशेलुशाल्मलीवन्वनाडुराः | 
थ्वीरसिद्धाः क्षाद्रयुवाः साखाः पिच्छिलसँज्ञिताः Mex 
वाराहमादिपीरश्रविडालेणेयकोक्कुटम्‌ | 
सद्यस्कमळगाजं वा देयं पिच्छिलवस्तिषु ॥८€1 
पिच्छावस्नि कतपना--वेर, परावती ( नागवला ), शेळ 


(feats), सेमळ और धामन के कोमळ पत्तों को दूध 
में पकाकर मथु तथा रक्त मिला वनाई गई वस्ति, पिच्छिळ 
वस्ति कहलाती हैं। पिच्छिलव॒स्वियों में सूकर, Har, 
भेडा, विडाल, georga, मुर्गा और बकरे का ताजा रक्त 
मिश्रित करना चाहिए ॥ ८०-८६ ॥ 
प्रियङर्वादिगणकाथा अस्बष्टाद्येन संयुताः | 
WAT: सघृताश्रेव माहिणो वस्तयः Tsar: lis! 
संग्राह्मास्थापन-कर्पना--प्रियडवादियण के काथ में 
अम्बष्टादियण के gat का कल्क तथा मधु और धुत मिलाकर 
वनाई गई चस्तियाँ ग्राहिणी होती हैं ॥ ८७॥ 
एतेष्वेव च योगेषु Gar: सिद्धाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
समस्तेष्वथवा सम्यखिघेयाः सेहबस्तयः ॥८- 
पूर्वोक्त करपों से चेहवस्तियों के विधान का निर्देश-- 
उपर्युक्त इन्ही योगों में एथळू एयक अथवा सम्पूर्ण योगो 
के साथ नेहो को सिद्ध करके भळी-भाति स्नेहवस्तिर्या का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ८८॥ 
वन्ध्यानां शतपाकेन शोविवानां यथाक्रमम्‌ | 
वलातेलेन देशः स्युबेस्तयखरेवृतेन च ।'८8॥ 
चन्ध्याओं को afta देने के लिए शातपाक-वळा तेल 
ants वमन, विरेचनादि से ge दारीरवाळी वन्ध्या 
खिया को झतपाक de ( वातव्याधि में पठित ) बला तैछ 
(aed चिकित्सा ) wan faa स्नेह ( महात्रात व्याधि 
में परित ) की चस्तियाँ मदान करनी चाहिए ॥ ८९ ॥ 
नरस्योत्तमसत्त्वस्य तीदणं बस्ति निधापयेत्‌ | 
सध्यमं मध्यसत्त्वस्य विपरीतस्य वै मृदुम्‌ ॥६०॥ 
सत््वसेद से चस्ति का मेद--उत्तम सत्व (बरळ) वाळे 
मनुष्य को तीच्य, मध्यम सत्त्व वाळे मनुष्य को मध्यम 
और हीन सत्त्व वाळे मनुष्य के लिए सदु बस्ति प्रयुक्त 
करनी चाहिए ॥ ९०॥ 
एवं कालं वलं दोषं विकारं च विकारवित्‌ | 
वस्तिट्रव्यवलं चेव वीक्ष्य बस्तीन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥६१॥ 
कालादि az से चस्ति भेद्‌-इसी प्रकार काल, चळ; 
दोष और विकार तथा वस्ति के उव्य की दाक्ति को समझ 
कर वैद्य को बस्तियों बु प्रयोग करना चाहिए ॥ ९१॥ 
दद्यादुत्केशनं पूव मध्ये दोषहरं पुनः | 
qa संशामनीयं च दद्याट्रस्ति विचक्षणः her 
दोषों को उत्क्लेशित करने के लिए प्रथम उत्क्लेशनवस्ति, 
( उत्क्लेशित हुए) दोषों को हरण करने के लिए मध्य में 
दोपहर वस्ति तथा अन्त में दोषों को शान्त करने के लिए 
संदासन वस्ति का प्रयोग बुद्धिमान aa को करना चाहिए ॥ 
एरण्डवीजं मधुकं पिप्पली aad वचा | 
हपुपाफलकल्कश्च बस्तिरुत्केशनः स्मृत्तः 1६ ३॥ 
एरण्ड-वीजादि उत्कलेशन वस्ति--एरण्डवीज, मुलेठी, 
पिप्पल, सेन्धानमक, वच, sean और मेनफळ के कल्क से 
निर्मित वस्ति उत्क्लेशनवस्ति कहलाती है ॥ ९३ ॥ 
शताह्वा मधुकं वीजं wet फलमेव च। 
सकाञ्जिकः सगोमूत्रो ˆ वस्विर्दोपहरः स्मृतः ॥६४॥ 


१६० 


सुश्रुतसंहिता 


दोपहर वस्ति-सौंफ, झुलेटी, इन्द्रयव और मेनफळ के 
साथ काञ्जी तथा योमन्र के द्वारा निर्मित वस्ति दोपहर वस्ति 
कहलाती है ॥ ९४॥ 
प्रियहुर्मधुक॑ gen तथैव च रसाञ्जनम्‌। 
सक्षीरः शस्यते बर्तिदोषाणां शमनः परः ॥६४॥ 
शमन वस्ति--प्रियङ्ु, सुलेटी, नागरमोथा, रसोत तथा 
दूध के द्वारा निमित वस्ति दोषों को शान्त करने के लिए 
श्रेष्ठ होती है ॥ 
नुपाणां तत्समानानां तथा सुमहतामपि | 
नारीणां सुकुमाराणां शिशुस्थतिरयोरपि ॥६६॥ 
दोषनिर्हरणाथोय बलवर्णोदयाय च| 
समासेनोपदेदयामि विधानं माधुत्तेलिकम्‌ ॥६७॥ 
साधुतैलिक बस्ति-्रशंसा-राजाओं तथा उनके तुल्य 
पुरुषों, वैभवशाली व्यक्तियों, Brit, सुकुमारां तथा शिशु 
और वृद्धो के भी दोषों को हरण एव वल और वर्ण बढ़ाने 
चाली माधुतेछिक बस्तियों का विधान सक्षेप में बतलाया जा 
रहा है ॥ ९६-९७ ॥ 
यानञ्जीसोव्यपानेपु नियमश्चात्र , नोच्यते | 
फलं च विपुलं दृष्टं व्यापदां चाप्यसंभवः 11६८] 
इन माधुतेलिक बस्तियों के प्रयोग काळ में सवारी, 
खीसेवन, भोजन तथा पान का सिषेध नहीं किया यया 
है, इनसे काभ भी aga दोता दे और हानि होने की 
सभावंना भी नहीं रहती ॥ ९८॥ 


योज्यरुत्वतः सुखेनैव निरूहृक्रममिच्छता | 
यदेच्छति तदैवैष प्रयोक्तञ्यो विपश्चिता 1६६) 
इसलिए निरूहवस्ति की कामना करनेवाले व्यक्तियों 
को सुखपूर्वंक इनका प्रयोग करना चाहिए | बुद्धिमान ae 
को आतुर की इच्छानुसार (जिस समय आतुर की इच्छा 
हो ) इस वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९९ ॥ 
मधुतैले समे स्यातां काथय्यैरण्डसूलजः | 
TAT शतपुष्पायास्ततोऽघं सैन्धवस्य च ॥१००॥ 
फलेनेकेन संयुक्तः खजेन च बिलोडितः। 
देयः सुखोष्णो भिपजा माधुतैलिकसंज्ञितः 
साधुतेलिक वस्ति कएपना-मधु और aa की समान 
मात्रा; Wes जड़ का छाथ ade के तुर्य, सॉफ 
आधापळ, सेन्धानमक एक क्षे और एक मेनफळ को 
मथनी से मथकर माधुतैडिक नामक चस्ति का सुखोष्ण 
प्रयोग वैद्य को करना चाहिए ॥ १००-१०१ ॥ 
वचामधुकतेलं च काथः सरससैन्धवः | 
पिप्पलीफलसंयुष्तो बस्तियुक्तरथः स्मृतः ॥ (०२॥ 
युक्तरथ वस्ति-कर्पना--वच, yea, सेन्धानमक, 
पिप्पळ और Fane के काथ में तेळ तथा मांसरस का 
मिश्रण कर बनाई गई वस्ति युच्रथ वस्ति कहछाती है ॥ 
घुरदारु वरा राखा शतपुष्पा बचा मधु | 
हिद्ुसन्धवसंयुक्तो बस्तिर्दोपहरः स्मृतः (12031) 
डोपहर चस्ति क्टपना--देवदारु, त्रिफळा, राखा, सॉफ, 


वच, मधु, हींग और सेन्धानसक से युक्त वर्ति 'दोपहर' 
कहलाती हे ॥ १०३ ॥ है : 
पद्चमूलीकपायं च तेलं सगधिका मधु | 
बस्तिरेप विधातव्यः सशताह्नः ससन्धवः ॥१०४॥ 
agra मूल के क्राथ में तैळ, पिप्पछ, ag, सौंफ भौर 
सेन्धानमक मिश्रितकर वर्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ १०४ ॥ 
यवकोलकुलत्थानां काथो मागधिका मधु | 
ससेन्धबः सयष्टयाह्ः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥१०४॥ 
सिद्धवरिति कढपना-जौ, वेर और godt के छाथ 
में पिप्पळ, ag, सेन्धानमक तथा सुलेठी मिळाकर वनाई 
गई वस्ति सिद्धवस्ति कहलाती हे ॥ १०५॥ 
युस्तापाठासृतातिक्ाबलाराखापुनर्नचाः । 
मख्िछाऽऽरग्वधोशीरत्रायमाणाख्यगोक्षुरान्‌, ॥१०६॥ 
पलिकान्‌ पञ्चमूलाल्पसहितान्मदनाष्टकम्‌ | 
जलाढके पचेत्‌ काथं पादशेषं पुनः पचेत्‌ ॥१०७॥ 
क्षीराधोढकसंयुक्तमाक्षीरात्‌ सुपरिखनुतम्‌। 
पादेन WMATA मधुघृतं समम्‌ ॥१०८॥ 
शताह्ाफलिनीयष्टीवत्सकैः सरसाञ्जनैः | 
कार्षिकेः सेन्ववोन्मित्रैः कल्केबेस्तिः प्रयोजितः ॥१०६॥ 
वातास्रङ्मेह शोफाशोुल्ममूत्रविबन्धचुत्‌ | 
विसर्पेज्बरबिड्मङ्गरक्तपित्तविनाशनः ॥११०॥ 
बल्यः संजीवनो वृष्यश्रक्षुष्यः शूलनाशनः | 
यापनानामयं राजा बस्तिमुस्तादिको मतः ॥१११॥ 
सुस्तादि आस्थापन वस्ति--नागरमोथा, पाठा, गिलोय, 
कुटकी, बला, राखा, पुननेचा, मजीठ, अमलताप्त, खस, 
त्रायमाणा, गोखरू और ळघुपञ्चमूल पक एक पळ तथा 
आठ मैनफल लेकर एक आढक जळ में पकाना चाहिए। 
फिर चतुर्था अवशिष्ट छाथ में आधा आढक दूध मिलाकर 
दुग्ध मात्र अवझिए रहने तक पुनः पकाना चाहिए तथा 
इसमें चतुर्थांश जाङ्गळजीवों का मांसरस, समान भाग 
मधु, ga एवं सौंफ तथा frre, सुलेठी, इन्टयव, रलोत 
और सेन्धानमक का कलक एक-एक ay मिलाकर वर्ति 
प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से वातरक्त, प्रमेह, 
शोथ, अशे, gen, मूत्रावरोध, Prag, ज्वर, भळयेद और 
रक्तपित्त का नाश होता है। थह सुस्तादिक वस्ति यापन 
बस्तियों में waste है, वळ तथा जीवन शक्ति प्रदान करती 
है, दृष्य है, नेत्रो के लिए हितकारी पुवं शूलनाशक है ॥ 
भवेय भेषजं बुद्धया विकारं च विकारवित्‌ ! 
बीजेनानेन शाखज्ञः ङुयीद्वस्तिशतान्यपि ॥११२॥ 
अनुक्त आस्थापन की कल्पना का सुत्र-रोगों को 
जानने ड mag चैद्य को अपनी बुद्धि से औषधि और 
व्याधि 
अजीर्णे न प्रयुक्षीत feared च वजयेत्‌ | 
आहाराचारिकं शेषमन्यत्‌ कामं समाचरेत्‌ ॥११३। 
आस्थापन किये इये छोगों के लिए वर्ज्य विषय--अजीणं 
में वस्ति प्रयोग नहीं करना चाहिए। चस्ति लेने पर दिन 


शध्यायः २८-२९ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१६१ 


TTT 


में नहीं सोना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य शेप भाहार- 


संशोधन किये हुए के अभिमान्य का प्रतिकार--स्नेहन, 


आचार के नियम का पाछन पर्याप्त रूप में करना चमन, विरेचन, रक्तमोत्तण तथा निरूह वस्ति का सेवन 


चाहिए ॥ ११३॥ 
यस्मान्मधु च तेलं च प्राधान्येन प्रदीयते | 
माधुतेलिक इत्येब॑ भिषग्मिधेस्तिरुच्यते ॥१९४॥ 
माध॒तेलिक्रादि संशाओं का विवरण--मधु और तेल का 
इन बस्तियों में प्रधानरूप से प्रयोग होने के कारण वेद्य 
इसे भाधुतेलिक वस्ति कहते हैं ॥ ११४ ॥ 
रथेष्वपि च gag हस्त्यश्वे चापि कल्पिते | 
यसंमान्न प्रतिपिद्धोऽयमतो युक्तरथः स्मृतः ॥११५॥ 
जुडे हुए रथ तथा हाथी और घोडे की सवारी पर 
भी इस वस्ति के प्रयोग का निषेध नहीं हे इसलिए इसे 
थुक्तरथ वस्ति कहते हैं ॥ ११५॥ 
बलोपचयवणीनां यस्माद्‌ व्याधिशतस्य च | 
सबत्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धबस्तिरतो मतः ॥११६॥ 
चळ और चर्ण की बृद्धि तथा सेकर्डो व्याधियों में सिद्धि 
प्रदान करने के कारण यह सिद्ध चरित कहलाती हे ॥ ११६॥ 
सुखिनामल्पदोपाणां नित्यं Rana ये नराः | 
सूङुकोष्ठाश्च ये तेषां विधेया माधुतैलिकाः ॥११५॥ 
सुखी, अल्पदोप युक्त, नित्य स्निग्धर इने वाले तथा 
wens मनुष्यों के लिए, माधुतेखिक वस्ति का विधान 
करना चाहिए ॥ १५७ ॥ 
मरदुत्वातू पादहीनत्वादकृत््रविधिसेबनात्‌ | 
एकबस्तिप्रदानाच सिद्धबस्तिष्वयन्त्रणा ॥११८॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने निरूहकम- 
चिकित्सितं नामाष्टत्रिशो5ध्यायः ॥ ३८ || 
~ —= + 
साधुतैछिक वस्ति की श्रेष्ठता में हेतु-मदुवीय 


ओऔपधियों से युक्त तथा wadla (९ अथवा ६ प्रसृत 
मात्रा ) होने से, सम्पूर्ण विधियों का पालन (वमनादि 


विधियों का परित्याग ) न करने से तथा एक वस्ति के द्वारा । 


सिद्धि प्राप्त होने के कारण, इसे सिद्धवस्तियों में श्रेष्ठ समझा 
जाता है॥ ११८॥ 
इस्यायुर्वेदृतच्वसंदी पिकाभापाच्याख्यायाम्टत्रिंशत्तमो$ध्यायः॥ 


arse यी हि 


एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 


अथात आषुरोपद्रवचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥२॥ 
आतुरोपद्रव की चिकित्सा का उपक्रम-इसके अनन्तर 
आतुरों को होनेवाले ( पञ्चकमंजन्य ) saqal की चिकित्सा- 
विधि का वर्णन किया जा रहा दै, जेसा कि भगवान 
धन्वन्तरि ने ( सश्वत-प्रभ्वति विष्यो से ) कहा ॥ १-२॥ 
Sahar चान्तस्य निरिक्तस्य qarast | 
निरूढस्य च कायामिर्मन्दी भवति देहिनः ॥३॥ 


२१ ge fre 


करने वाले मनुष्यों की जठरासि ara हो जाती है ॥ ३॥ 
सो$न्नरत्यथेगुरुभिरुपयुक्तेः प्रशाम्यति | 
अल्पो महट्विर्बहुभिश्छादितोऽञ्निरिवेन्धनैः ॥४॥ 

चह अभि अत्यधिक गुरु अज्ञा के सेवन से उसी प्रकार 
श्रान्त हो जाती हे, जिस प्रकार बढ़ी चढी तथा बहुत 
अधिक लकड़ियों के द्वारा आच्छादित अल्प असि बुझ 

जाती दै॥ ४॥ 

स, 'चाल्पैलेघुमिश्राननेरुपयुक्तेबिंव्धते | 
काए्ेरणुसिरल्पेश्च सन्धुध्षित इवानलः ॥४॥ 
वही aft (sent) अदप एवं लघु अन्नो के सेवन 
से वदती है, जिस प्रकार छोटी छोटी एव भएप छकडियों के 

सहयोग से अग्नि प्रश्वलित होती है ॥ ५॥ 
हृतदोषप्रमाणेन सदाऽऽहारविधिः स्मृतः | 
त्रीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोऽधीढकमाणकम्‌ ॥ ६ ॥ 

संशोधन में हृतदोप का प्रमाण--हरण किए गए दोषों 
प्रमाण के अनुसार सदा आहार विधि का पारन करना 
चाहिए । दोषों के हरण के लिए एकप्रस्थ, आधा आढक और 

एक आढक ये तीन प्रमाण होते हैं ॥ ६॥ 
तत्रावरं प्रस्थमात्रं द्वे शेपे मध्यमोत्तमे' । 
प्रस्थे परिस्रुते देया यवागूः स्वल्पतण्डुला ॥ १ ॥ 

हृतदोप प्रमाण विशेष से भन्न ससजन कम में विशेषता- 
इनमें प्रस्थ प्रमाण निकृष्ट, अदे आढक मध्यम तथा एक आढक 
उत्तम होता हे । प्रस्थ प्रमाण दोषों के निर्हरण में ( एक 
प्रस्थ विरेचन होने पर ) अल्प चावळों से युक्त यवागू (पेया) 

का सेवन ( एक बार ) करना चाहिए ॥ ७॥ 
द्वे चेवाधीढके देये तिख्श्राप्याढके गते । 
विलेपीमुचिताद्धक्ताबतुथाशकृत्तां त्ततः॥ ८॥ 
दद्यादुक्तेन विधिना छिन्नतिक्थामपिच्छिलामू | 
अखिग्घलवर्ण स्वच्छसुद्रयूषयुतं ततः ॥ ६ ॥ 
अंशह्यप्रमाणेन दद्यात्‌ सुस्विन्नमोदनम्‌ | 
ततस्तु oped ह्ृदयेनेन्द्रियबोधिना ॥१०॥ 
tia वित्रेद्गोक्तुमाठुरायौदनं ag! 
ततो यथोचितं भक्त भोक्तुमस्मे विचक्षणः ॥११॥ 

आधा आढक विरेचन होने पर पेया दो वार पिळानी 
चाहिये तथा एक आढक प्रमाण में तीन वार! फिर 
स्वाभाविक आहार के चावलो के चतुर्था से सिद्ध, wet 
भाँति गळे हुये चावळों वाली, एवं पिच्छिलतारदित (चावल 
रहित ) विलेपी पूर्वोक्त कम से ( एक, दो और तीन बार ) 
पिलानी चाहिये | इसके पश्चात्‌ स्नेह तथा लवगरहित स्वच्छ 

(aga अर्थात्‌ संस्काररहित सुद्र्‍यूप) मंग के यूप के 

साथ अभ्यस्त आहार के आधे चाचछों का भळी भाँति पका 

हुआ भात खिळाना चहिये । इसके अनन्तर मन को प्रिया 
तथा इन्द्रियों को चैतन्य करने चाळे gaqa ( संस्कार 
सिद्ध यूप) के साथ अभ्यस्त आहार के तीन भाग चाबलों 
का सदु पका हुआ भात आतुर को खिकाना चाहिये। इसके 


ke ुशुतसंहिता 


ANNI TN LLL ALAA 


चाद घुद्धिमाच dea at लचा, Beg तथा अन्य wat के 
सुसस्कृत मांसरस के साथ स्वाभाविक आहार भातुर को 


खाने के लिए देना चाहिये ॥ ८-११ ॥ भे 
लावैणहरिणादीनां रसेदेद्यात्‌ सुसंस्कृतः | 


हीनमध्योत्तमेष्वेपु बिरेकेषु प्रकीर्तितः ॥१२॥ 
एकद्वित्रिगुः सम्यगाहारस्य क्रमरत्वयम्‌ | 


कफपित्ताधिकान्मच्चनित्यान्‌ हीनविशोधितान्‌ ॥१३॥ 
' पेयाऽमिष्यन्दयेत्तेपां तर्पणादिक्रमो हितः | 


अवस्थाविश्ेष से तपेणादि क्र--एक, दो और तीन 
वार भली भांति आहार ( पेया, विलेपी भादि ) देने का यदद 
क्रमहीन, मध्य और उत्तम विरेचनों के लिये वतळाया 
गया है । कफ और पित्त की अधिकता वाले, नित्य मद्यपान 
करने वाळे तथा भळीभांति जिनका शोधन न ger हो, 
उन्हें पेया अभिष्यन्द ( खोतोवरोध ) उत्पन्न करती दै। 
अतः उनके लिये ator आदि ( तर्पण लाजसक्तवः ) क्रम का 


विधान करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 


वेदनालाभनियमशोकवेचित्त्यददेतुभिः 


॥१४॥ 
नरानुपोपितांश्रापि 


विरिक्तवदुपाचरेत्‌ | 


मानसिक विकारों का उपचारः--पीडा, अभिछपित वस्तु 
की भप्राप्ति, उपवास आदि नियम का पाळन, शोक तथा 
उन्माद आदि मानसिक विकारों के कारण उपवास किये 
हुये मनुष्यों का उपचार विरेचन प्रयुक्त व्यक्तियों की भाँति 


करना चाहिये ॥ १४॥ 


आढकाधोढकप्रस्थसंस्या ह्यपा विरेचने ॥ १% 
_ केष्मान्तत्वाद्विरिकस्य न तामिच्छति afee: | 


एको विरेकः कष्मान्तो न द्वितीयोऽस्ति कश्वन॥१९ 


हृतदोप के प्रमाण मे मतभेद :--दोपों के हरण में 
विरेचन का जो एक प्रस्थ, आधा आढक और पुक भाढक, 
प्रमाण चतळाया गया है, उसे विरेचन फे अन्त में कफ 
का आगमन होने के कारण, विरेचन क्रिया को जानने 
वाले नहीं सानते। उनके मत में विरेचन एक ही है, जिसके 
अन्त भें कफ का आगमन हो। इसके अतिरिक्त विरेचन का 
कोई दूसरा प्रमाण नहीं है ॥ १५-१६ ॥ 
विमशेः-*इस अध्याय के प्रारम्भ में ही वतळाया गया 
कि स्नेहन, चमन, विरेचन आदि का सेवन करने वाळे 
व्यक्तियों की कायाझि मन्द हो जाती है। कायाप्ि का मन्द्‌ 
होना भी आतुर के छिये उपद्रव स्वरूप ही हे । पञ्चकर्मजन्य 
इस उपद्रव को शान्त करने के लिये ससर्जन क्रम की 
आवश्यकता पडती है। यदि पञ्चकमं के अनन्तर आतुर को 
तत्काळ स्वाभाविक आहार का सेचन कराया जाय तो पहले 
से ही मन्द पडी हुई जाठराझि के अस्यधिक मन्द्‌ हो जाने 
की सम्भावना उसी मकार रहती दै, जिस प्रकार अइप अभि 
अधिक ईंधन के द्वारा आच्छादित होने पर aa जाती है । 
भरप अभि को प्रज्वलित करने के लिये छोटी छोरी waked 
का सहारा लेना पढ़ता है, उसी प्रकार पञ्चकर्म के पश्चात्‌भन्द 
हुई जातुर की जाठराभि को शक्ति प्रदान करने के लिएक्रमदाः 
पेया, Bed आदि का सेवन कराना आवश्यक होता हे । 
चरक ने भी इसी इष्टिकोण का उल्लेख किया है--पेयां eA 


aga कन्व यूप रस वििरमैकशश्च । मामेण सेवेत बिशुढकायः 
प्रधानमध्यावरशुद्धिशुङः | यवाणुरमिसतृणगोमयाथे. सम्युद्द्यमाणो 
मवति क्रमेण । महान्‌ स्थिरः सत्बेसददस्तयेव wee पेयादिमि” 
रन्तरक्षिः॥ (sto चि० अ० 9 ) यहाँ उपयुक्त संसर्जन फ्रम 
विधान को निश्नलिसित रूप में समझना चाहिये । (१) दीन" 
शुद्धिशुद्धस्थ पुरुपस्य तावत प्रथमेऽन्नकाठे उ्चितमक्तद्ता्टमागं 
पेयां दात्‌ । तरिमन्नेव दिने ढितीयेऽन्नकाले प्रकृतिस्थाजरणकाले- 
Pra, भक्ताद्‌ चतुर्ीशेन छनामतिपक्कनण्दुलावयवां मण्टरक्षिां 
विलेपी दयात 1 द्वितीयेऽछ्ि तुतीयेऽन्रकाले-खिग्धालवणस्वच्छेवा 
उत्रमुह्यूपेणो चितादद्धेमागतण्दुलङत सरिवश्नमोदन दयात्‌ तस्मिनेव 
दिने चुर्येऽत्रकाले दृवनेन्द्रिययोधिना gata यूपेणोचितनण्डुहा 
arpa ath ढात्‌ । ततस्तृतीयेऽद्धि पञ्चमेःत्रकारे 
लावैगदरिणादीनां सुमम्करनरसेरश्चचवृटयप्रमाण भक्त मोक्तु दाद । 
तुनीयेदद्धि पष्ठेऽत्रकाले प्रकृतिमोंगनमागच्छेव । (२) मध्यश्चुदिः 
शुद्धरय च तावदादौ xian: पेयां दात्‌ हितरीयेऽदि 
दयोरध्यक्षकालयो विलेपिका, वृतौयेऽद्ि कालढयेऽप्यक्वनयृष, Ad 
Ysfig कालद्वयेधपि Faqs, पश्चमे:छ्धि काढद्वयेऽपि मासरत्तमिलत' 
पेऽ प्रकृतिमोजनमागव्छेत्‌ । (३) उत्तमशुद्धिशुदस्थ च 
तावत्‌ प्रथमेऽद्वि द्वयोरव्यद्रकाळयो पेयां cen, डितीयेऽदि 
प्रथमेऽन्नकाठे पेयां, द्वितीये विकेपिका, तृतीयेऽछि दयोरप्यक्षकाल 
‘ara, चतुर्थेऽछ्वि हयीरप्यन्षकालयों रक्ृतयूप, qaasls 
प्रवमेऽत्रकालेऽक्कयूप, द्वितीयेऽन्नकाले कृतयुप gasls aaa 
कालयोः कृतयूप, सपतमेऽछि दयोरप्यक्नकालयोमीसरमम्‌ , अष्टमेऽि 
प्रवमेऽत्नराले मांतरमम्‌ , अतोऽष्टमदिवसस्य द्वितीयेऽत्रकाले प्रकृति” 
मोजनमाइरेत। (even) विरेचन के अन्त में कफ का 
आगमन चरक को अभिप्रेत है, साथ et विरेचन के लिये वेग 
भौर मान का निर्देश भी उन्होंने किया हे । “अघन्यमध्यग्रवरेए 
वेगाश्वत्वार इष्टा वमने पडष्टौ। दशेव ते द्वित्रिुणा विरेके प्रस्थस्तथा- 
द्विव्रिचतुर्यणश्व । पित्तान्तमिष्ट वमन तथोध्वमध- कफान्तञ्च विरेकः 
माहु, ? ( च० चि० अ० १) कुछ छोग विरेचन को एक 
प्रकार का ही मानते हें 1 उनकी सम्मति में झुख्य विरेचन 
चही है मिसके अन्त में आम कफ का आगमन हो। विरेचन 
का प्रयोग पित्त को निःशेप रूप से हरण करने के feat किया 
जाता है और पित्त-निर्हदरण का अलुमान तभी होता है जब कि 
पित्त के निकलने के पश्चात्‌ आम कफ आने लगे । इसलिये 
विरेचन के 'कफान्तिक' होने के कारण, विरेचन का एकप्रस्थ, 
ae आढक आदि मान, विरेचनविदों को इष्ट नहीं 
उनके अनुसार ger विरेचन एक ही है और वह है 
कफान्तिक' इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मान नहीं है, 
फिर तीसरे मान की' चर्चा ही क्या ?। कृत और erga यूप 
के छत्तण--अस्नेहुलबण सर्वमक्ृत कडकैविंना । विशेय ळवणस्नेद- 
कड़कैः wena कृतम्‌ ॥ ( सूपशाख ) 

बल यञ्चिविधं प्रोक्तमतस्तत्र कमख्निधा। 
तत्रानुक्ममेक॑े तु बलस्थः सकृदाचरेत्‌ ॥ १७) 
हिराचरेन्मध्यबलखीन्‌ वारान्‌ डुबलस्तथा | 

के चिदेच क्रम॑ पाहुसेन्दमध्योत्तमामिधु ॥१५॥ 


वलविक्षेप से अन्नसंसर्जनक्रम-विशेषता--त्रिविध ae 
(तीचण, मध्य, खडु) का निर्देश होने के कारण तीन ग्रकार के 


श्रष्यायः २९ ] 


चिकित्सास्थानमू 


१६३ 


भाहारक्रम की व्यवस्था की गई है। बलवान मनुष्य को 
संसर्जन अन्नक्रम का सेवन एक वार, मध्यवल वाले को दो 
चार और gis को तीन वार करना चाहिये। कुछ 


आचार्य भन्द्‌, मध्य और उत्तम अभि वाली के लिये इस | 


आहारक्रम का विधान करते हैं ॥ १७-१८ ॥ 


संसर्गेण बिश्द्धेऽ्नौ दोषकोपभयाद्भजेत्‌। 
प्राक्‌ स्वादुतिक्तो खिग्धाम्ललवणान्‌ कडुकं ततः El 
स्वाइम्ललबणान्‌ भूयः स्वादुतिक्तावतः परम्‌ | 
खिग्घरुक्षान्‌ talaga व्यत्यासात्‌ स्त्रस्थवत्ततः ॥२०।। 
सखर्जनक्रम के द्वारा तीव अभि में रसा के सेवन कम का 
निर्देश-अन्-ससर्ञनक्रम के द्वारा वढी हुई अभि में दोषों 
के प्रकोपभय से प्रथम मधुर और तिक्तरस फिर स्निग्ध, 
WIS, छचण और Hera, फिर मधुर, wes भौर लवणरस 
फिर मधुर और तिक्तरस तया स्निग्ध और ee goat को 
ae बदल कर अर्थात्‌ एक रस के वाद उसके विपरीत 
गुण चाले दूसरे रस का सेवन कराना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
स्वस्थ दशा का प्राकृतिक आहार देना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
विमर्शः--अन्य आचार्या की सम्मति भी संसजन क्रम 
के पश्चात्‌ , रसा. के सेवन क्रम में इसी आशय की है। 
‘carmen ततोऽन्लवण रसौ । स्वादुतिक्तौ ततो भूयः 
कषायकडकौ ततः | अन्योऽन्यप्रत्यनीकानां रसाना लिग्धरूक्षयोः | 
व्यत्यासादुपयोगेन क्रमाद्‌ तं प्रति नयेत्‌ । ( वृद्ध वाग्भट ) 
अपिसन्पुक्षणार्थन्ठु पूर्वं पेयादिना भिषक्‌ । रसोत्तरेणोपचरेत्‌ 
कमेण क्रमकोविदः ॥ लिग्धाम्लस्वादुहृद्यानि ततो5म्ललवणी रसौ | 
स्वादुतिक्तौ ततो भूयः कपायकडकी ततः ॥ अन्योऽन्यप्रत्यनीकानां 
रसानां जिग्धरूक्षयो. । व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गमयेद्‌ भि- 
पक्र ॥ ( च सि. अ. १२) 
केबलं स्नेहपीतो वा वान्तो यश्चापि केवलम्‌ | 
स सप्तरात्रं wast भुञ्जीत लघु भोजनम्‌ ॥२१॥ 
स्नेहपान तथा चमन किये हुये लोगों के लिये अन्न देने 
का क्रम-केवळ STA तथा वमन करने वाळे व्यक्तियों 
को सात दिन og भोजन कराना चाहिए ॥ २१॥ 
विमर्श -“दोपरीगसशमननिमित्त tame: केवळ स्नेहपीवः, 
तया वान्तश्च अजीणेमुक्तादिनिमित्तं कृनवमनः | 
कृतः सिराव्यथो यस्य कृतं यस्य च शोधनम्‌ | 
स ना परिहरेन्मासं यावदा बलवान भवेत्‌ ॥२२॥ 
संशोधन के चाद वर्ज्य परिहार के समय की अवधि 
जिस ager का रक्तमोक्षण (शिरावेध) तथा atest 
(विरेचन) किया गया हो उसे एक मास अथवा जब 
तक चह झाक्तिसम्पन्न न हो जाय तबतक क्रोध आदि नहीं 
करना चाहिए a 22 ॥ 


(sag व्यहं परिहरेदेकेकं बस्तिमातुरः | 
तृतीये g परीद्वारे यथायोगं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 
चस्ति में परिहार काळ की अवधि--एक-एक afta 
सेवन के अनन्तर तीन-तीन दिन तक क्रोध आदि परिहारो 
का परित्याय तथा तीसरे परिद्दार-द्विस के पश्चात यथा- 
सात्म्य पदार्थों का सेवन भातुर को करना चाहिए ॥ २३॥ 


विमशः-कुद लोग इसका अर्थ निम्नलिखित रूप में 
करते हैं “एकेक वस्तिमचुवासन दत्त्वा त्रीणि त्राणि अद्दानि परि्ु= 
रेत्‌ । तृतीये तु बस्तौ गते तृनीयादनुवासनादूध्य, यथायोग यथा- 
वस्थमर्न्याटीनवेक्ष्य चतु"पञ्चदिवस्तानन्तरीक्कत्य अनुवासन योज- 
नौयम्‌? ॥ ( इडल्हण ) 
तेलपूणीममद्ाएडसधर्माणो ब्रणातुराः | 
खिग्धशुद्धाध्षिरोगा्ता अ्त्ररातीसारिणश्च ये ॥२४॥ 
शुद्ध के समानधर्मी अन्य रोगियों का निर्देश-ब्रण 
से पीड़ित आतुर, fra एवं शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति तथा 
नेत्र रोग, उवर और अतिसार से दुःखी मानव, तेलपूर्ण 
भाण्ड एवं कच्ची मिट्टी के पात्र के समान गुण वाले होते है 
अर्थात्‌ इनकी रक्षा का यल न होने पर इनके शीघ्र नादा 
का भय वना रहता हे। अतः इनका उपचार भी संशोधन 
युक्त व्यक्ति की भाँति करना चाहिए ॥ २४॥ 
maa: कुपितं पित्तं झुथोत्तांस्तानुपद्रवान्‌ | 
आयास्यतः शोचतो वा चित्तं विश्रममृच्छति ॥२५॥ 
सेहपान किये हुये छोगों के परिहरणीय का परिहार 
न करने के दोप-स्नेहपान आदि के समय परिहारों का 
त्याग न करने पर क्रोध के कारण कुपित हुआ पित्त दाह, 
पिपासा आदि पित्तजन्य उपद्रवो को उत्पन्न करता हे तथा 
परिश्रम या शोक करने से चित्त fea अर्थात्‌ विविध 
अम, मोह, मद, अपस्मार, उन्माद आदि मानसिक विकारों 
की उत्पत्ति होती है ॥ २५॥ 


मैथुनोपगमाद्वोरान्‌ व्याधीनाप्नोति gale: | 


आक्तेपक॑ पक्षघातमङ्गप्रमहमेब च ॥२६॥ 
Tae श्वयथुं कासश्वासौ च दारुणो | 
रुधिरं झुक्रत्रचापि aed प्रवर्तते ॥२७॥ 


aga करने वाला दुष्ट af व्यक्ति आक्षेपक, पक्षाघात, 
अङ्गप्रप्रह (agt का जकड जाना), शुह्यप्रदेश में शोथ, 
भयङ्कर कास और श्वास तथा शुक्र ओर रज की भाँति 
रक्त्राव आदि भयानक व्याधियाँ प्राप्त करता है ॥ २६ २७॥ 
लभते च दिवास्व॒प्नात्तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ कफात्मकान | 
प्लीहोदरं प्रतिश्यायं पाण्डुतां खयथुं व्यरम्‌ ॥२८॥ 
मोहं सदनमज्ञानामविपाकं तथा5रुचिम्‌ | 
तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेचाभिनन्दति ॥२६। 
दिन में सोने से कफजन्य व्याधियों की प्राष्ठि होती है, 
झीहोदर, अतिश्याय, पाण्डु, शोथ, ज्वर, मोह, अङ्गो में 
पीडा, अन्न का परिपाक न होना तथा अरुचि आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं एवं तम से अभिभूत होने के कारण आातुर 
सोना ही पसन्द करता है ॥ २८-२९ ॥ 
उच्चैः संभापणाद्वायु: शिरस्यापादयेद्रुजम्‌ | 
आन्ध्यं जाञ्यमजिन्रत्वं बाधिर्यं मूकतां तथा ॥३०॥ 
हनुमोक्षमधीमन्थमर्दितं च सुदारुणम्‌ | 
नेत्रस्तस्भ निमेप वा तृष्णा कास प्रजागरम्‌ ॥३१॥ 
लभते दन्तचालं च तांस्ताश्वान्याचुपद्र्बान्‌ | 
यानयानेन लभते छइिमूच्छाश्रमछमान्‌ ।३२।। 


१६४ छुश्नतसंहिता 


विरेचन से युक्त पुरुष को हरिण, gona, छवा, सरगोश, 
मयूर और तित्तिर आदि का मांसरस, साठी पुव पुराने 
शालि चावळ तथा मूग और अन्य जितने छघु पदार्थ हैं 
उनका सेवना करना चाहिए ॥ ३५९ ॥ 

इत्यायुर्वं दतस्वसंदीपिकामापाव्यार्यायासेकोनत्नियोऽध्यायः॥ 


“mC mms 


adage घोरमिन्द्रियाणां च विश्रमम्‌ । 
चिरासनात्तथा स्थानाच्छोण्यां भवति वेदना 
उच्च स्वर से बोलने के कारण चायु शिर में पीड़ा उत्पन्न 
कर देता है तथा अन्धापन, जडता, गन्धञ्ञान का नाश, 
वधिरता, मूकता, इनुसन्धिविश्ळेप, अधिमन्य ( इष्टिरोग ), 
भर्दित, नेन्रस्तम्भ अथवा निमेप, तृष्णा, कास) निद्रानाश 
र दाँतों का हिळना एच वातजन्य अन्य विकारों की 
प्राप्ति होती हे । घोड़ा, रथ भादि की सवारी करने से वमन, 
मुर्च्छा, अम, छम, अङ्गम और इन्द्रियों का भयानक विश्रम 
ता दै तथा अधिक काळ तक बैठे या खडे रहने से श्रोणि 
( करि प्रदेश ) में पीडा होती हे ॥ ३०-३३ ॥ 
भतिचङ्क्रमणाद्वयुजद्वयोः कुरुते रुजः | 
सक्थिप्रशोषं शोफं वा पादहपेमथापि बा ॥३४॥ 
अधिक अमण करने से वायु के द्वारा जंघा में पीड़ा, 
जघा का सूखना, शोथ अथचा पादहपं की उत्पत्ति होती है ॥ 
शीतसंभोगतोयानां सेवा मारुतबृद्धये | 
ततोउच्नमद्‌विष्टम्भशूल्ाध्मानप्रवेपका: ॥३५॥ 
शीतळ जळ तथा माळा, चन्दन आदि के उपभोग से 
वातप्रकोप, अङ्गमदुं, विष्टम्भ, शूल, आध्यान और कम्प 
होता है ॥ ३५॥ 
वातातपाभ्यां वैवर्ण्य sat चापि समाप्नुयात्‌ | 
विरुद्वाध्यशानान्मृत्युं व्याधिं बा घोरमृच्छति ॥३६॥ 
चायु और धूप का सेवन करने से विवर्णता भर ज्वर 
की भी प्राप्ति होती है तथा विरुद्ध आहार एवं maga से 
भयानक व्याधियाँ अथवा arg होती है ॥ ३६ ॥ 
असात्म्यभोजनं हन्यादृलवर्णमसशयम्‌ | 
अनात्मवन्तः पशुबरद्गुञ्ञते येऽप्रमाणत'। 
रोगानीकस्य ते मूलमजीण॑ आण्नुबन्ति हि ॥३७॥ 
असात्म्य भोजन का सेवन निश्चय ही बल भौर वर्ण 
का नाश करता हे । जो असंयमी पुरुष पशुओं की भाँति 
ममाणर हित भोजन करते है, घे रोगसमह के मळ कारण 
अजीण को प्राप्त करते हे ॥ ३७॥ oe 
व्यापदा कारणं वीचय व्यापत्स्वेतासु वुद्धिमान्‌ । 
परयतेतातुरारोग्ये प्रत्यनीकेन हेतुना acl 
ˆ _ पूर्वोक्त दोषों की चिकित्सा--इन व्यापत्तियों में उपद्रवो 
क कारणा की परीक्षा करके, बुद्धिमान वैद्य को आतुर के 


आरोग्य के लिए, देतुविपरीत चिकित्सा विधि के 
यत्रशीछ होना चाहिए ॥ ३८॥ SS 


विरिक्रान्तेहेरिणेणलावकाः 
राशाश्च सेव्यः समयूरतित्तिरिः | 
~ xy : 
सरपष्टिकाश्वंब पुराणशालय- 
व स्तथव BRT लघु यश्व कीर्तितम्‌ ॥३६॥ 
ड श्रीसुधुतसहितायां चिकित्सास्थाने आतुरोपद्रव- 
चिकित्सित नामकांनचत्बारिशो$ध्याय: ॥३ || 


—— ioe 


> x 
सश के द्वारा सेवन योग्य अन्न पान--वमन wg 


चत्वारिंठात्तमो$ध्याय! 


अथातो धूमनस्यकवलग्रहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः? 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
धूम-नस्य कचलग्रह चिकित्सा का उपक्रम--इसकेअनन्तर 
धूम, नस्य भौर कचलग्रह-चिकित्सा विधि का वर्णन किया 
जा रहा है, जेसाकि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने (सुश्रत welt 
शिष्या से ) कहा ॥ १-२ ॥ 
क धूमः पञ्चविधो भवति; तद्यथा-प्रायोगिकः; 
हेको, वरेचनिकः, कासप्नो, वामनीयश्चेति ॥ ३॥ 
धूम के ५ प्रकार--धूम पाँच प्रकार का होता है, जेसे-- 
(१) प्रायोगिक, (२) स्नेहिक, (३) Rafts, (४) stan 
और (4) चामनीय ॥३॥ 


तत्रेलादिना कुएतगरवर्ज्येन ऋदणपिष्टेन द्वादशा- 
ge शरकाण्डमह्ुुलिपरिणाहं क्षीमेणाष्टाडुलं वेष्टयित्वा 
लेपयेदेपा वर्तिः प्रायोगिके, स्नेहफलसारमधूच्छिष्ट- 
सजरसगुग्गुलुप्रश्नतिमिः स्नेहमिश्रेः स्नेहिके, शिरो- 
विरेचनद्रव्येवे रेचने, इृहतीकण्टकारिकात्रिकट्ुकास- 
मदेहिङग्विहुदीत्वङ्सनः दिला चछिन्नरहाककेट नगी! 
श्ृतिभिः कासहरैश्च कासत्ने, स्ायुचमं खुरण््ग करकटः 
कास्थिशुष्कमत्स्यवर्ळ्रकमिप्रश्चतिभिवीमनीयेश्च वाम- 
नीये ॥ ४ ॥ 

धूसवत्ति के साधन द्रन्य-कूठ और तगर को छोड 
एळादि गण की शेप अन्य ओऔपधियों को महीन पील कर, 
चारह A_S wa, भद्ठुकि के समान मोटे तथा आठ अङ्डल 
रेशमी ta लिपटे हुए सरकण्डे पर, लेप करके चनानी चाहिए। 
यह प्रायोगिक घूमवर्ति ( नित्य प्रयोग की जाने वाली ) कह 
छाती है । तिळ, सहिजन के वीज तथा वहेडा आदि स्नेह 
wel की मींगी, मोम, राळ भौर gg आदि में स्नेह मिला 
कर स्नेहिक धूमवर्ति वनानी चाहिए । शिरोविरेचन eat के 
द्वारा ( विडङ्ग अपामार्ग, मधुशिग्रु आदि ) वेरेचनिक धूमवर्ति 
का निर्माण करना चाहिए। वडी करेरी, छोटी करेरी, त्रिकटु 
( ais, मरिच, पिप्पळ ), कासम, हींग, इडुदी, दालचीनी, 
सेनशिळ, गिलोय और काकडासिंगी तथा अन्य कासहर 
Heat का प्रयोग कासघ धूसवति के निर्माण में करना चाहिए। 
जायु, चर्म, खुर, सींग, केकडे की अस्थि, सूखी मछली, सूखा 
मांस तथा Sag भादि कृमि एवं अन्य वामक द्वब्यों के द्वारा 
वासनीय धूमवति का निर्माण करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


तत्र बस्तिनेत्रत्रव्येधूंसनेत्रद्रव्याणि व्याख्यातानि 
भवन्ति । धूमनेत्रं तु कनिठ्ठिकापरिणाहमम्रे कलायमा- 


अ्रध्यायः ४० | 


चिकित्सास्थांनम्‌ 


१६५ 


ppp 
ANNAN NN ANNAN, 


TAA मूलेउ्द्भुछपरिणाहं *थूमबर्तिश्रवेशख्रोतोऽङ्रुला- 
न्यष्टचत्वारिशत्‌ प्रायोगिके, arta स्नेहने, चतुर्वि- 
शातिव रेचने, पोडशाहुलं कासन्ने वामनीये च। एतेऽपि 
कोलास्थिमात्रच्छिद्रे भवतः | अणमनेत्रमष्टाहुलं FTI. 
पनाथं कलायपरिमण्डलं कुलत्थवाहि्रोत इति ॥ ५ ॥ 
धूमनेत्र (नलिका) के साधन द्रब्य भौर धूमनेत्र के 
प्रमाण-वस्तिनेत्र के दर्या से ( सुवण, चांदी, रांगा, सीसा, 
तान्न, कांस्य आदि ) धूसनेत्र का निर्माण करना चाहिए । 
प्रायोगिक धूमनेन्न, कनिष्टिका अंगुलि के समान मोटा, अग्र 
भाग में मटर के वरावर दिद वाळा, मूळ में ays के तुक्य 
स्थूळ तथा अइताठीस age wat धूमवति प्रवेश योग्य 
खोत से युक्त होना चाहिप्‌ । स्नहिक नेत्र वत्तीस age, 
वेरेचनिक चौबीस age तथा aan और वामनीय 
सोळइ age छम्वे होने चाहिए इनमें भी छिद्र प्रमाण चेर 
की गुठली के समान रहना चाहिए । घण-धूपन के लिए घण 
नेत्र, आठ AAS GU, मटर के समान मोटा तथा Feet 
के जाने योग्य fez से युक्त होना चाहिए ॥ ५॥ 
अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋष्वधोदृष्टिरतन्द्रितः 
स्नेहाक्तदीप्ताय्रां वतिं नेत्रख्रोतसि प्रणिधाय धूमं 
पिवेत ॥ ६॥ 
धूमपान की विधि--सुखपूर्वक da कर, प्रसन्न चित्त से, 
शारीर को सीधा तथा इछि को नीची करके, भालस्यरहित 
होकर, अग्रभाग में wales एव प्रज्वलित धूमवति को नेत्न- 
स्रोत में स्थापित कर धूमपान करना चाहिए ॥ ६॥ 
सुखेन तं पिवेत्‌ पूवं नासिकाभ्यां ततः पिवेत्‌ | 
सुखपीतं युखेनेव वमेत्‌ पीतं च नासया॥ ७॥ 
धूमपान प्रथम सुख से फिर नासिका से करना चाहिए 
तथा सुख और नालिका के द्वारा पान किए गए धूम को सुख 
से ही बाहर निकालना चाहिए ॥ ७॥ 
सुखेन धूममादाय नासिकाभ्यां न निर्ह रेत्‌ । 
तेन हि प्रतिलोमेन दृष्टिस्तत्र निहन्यते॥ ८1 
सुख से धूमपान करके नालिका के द्वारा धूम बाहर 
नहीं निकालना चाहिए क्योंकि प्रतिलोम हुए उस धूम के 
कारण इष्टिनाश हो जाता है ॥ ८॥ 
विशेपतस्तु प्रायोगिकं घ्राणेनाददीत, स्नैहिक 
युखनासाभ्यां, नासिकया वैरेचनिकं, सुखेनेवेतरो॥६॥ 
प्रायोगिक धूम विशेष कर चालिका के द्वारा अहण करना 
चाहिए, स्नेहिक सुख और नासिका दोनों के द्वारा, वेरेचनिक 
नासिका के द्वारा तथा अन्य दोनों कासन्न और वामनीय 
धूर्मा का सेवन मुख से ही करना चाहिए ॥ ९॥ 
तत्र प्रायोगिके aff व्यपगतशारकाणडां निवातात- 
पद्षुष्कामज्ञारेष्बवदीप्य ेत्रमूलखरोतसि प्रयुज्य धूममाह- 
रेति त्यात; एवं wet वेरेचनिकं च कुयोदिति | 
इतरयो््यपेतधूमाङ्गारे स्थिरे समाहिते शारावे मरद्चिप्य 
वर्ति मूलच्छिद्रेणान्येन शरावेण पिधाय तस्मिन्‌ छिद्रे 
नेत्रमूलं संयोज्य धूमसासेवेत, प्रशान्ते धूमे वर्तिमव- 


PAP PLLA. 


fret प्रक्षिप्य पुनरपि धूमं पाययेदादोपविशुद्धेः; एप 
धूमपानोपायविधिः ॥ १०॥ 

धूम विशेष से धूमपान में विशेष विधि--प्रायोगिक धूम 
सेवन के समय वेद्य को, सरकण्डे से निकाली हुई एवं वायु 
रहित प्रदेश तथा छाया में सुखाई गई धूमवति को अंगार 
से जला कर और नेन्नमूछस्नोत में स्थापित करके, “घूम 
aia? ऐसा आतुर से कहना चाहिए। इसी प्रकार स्नेहिक 
तथा वैरेचनिक धूम में भी करना चाहिए। धूम भौर 
अगार से रहित, स्थिर एवं भलीभांति स्थापित शराब में 
धूमवर्ति को रख, उसे दूसरे शराव में, निसके मूल में छिद्र 
हो, दवा देना चाहिए भर उस दिद में नेत्र मूल जोडकर 
अन्य कासप्त और वामनीय धूर्मो का सेवन कराना चाहिए । 
धूम के शान्त होने पर अवशिष्ट वर्ति क्रो पुनः शराव में रखकर 
दोष की शुद्धि पर्यन्त धूमपान कराना चाहिए । यह धूम पान 
करने की विधि है ॥ १०॥ 


तत्र शोकश्रमभयामर्षष्ण्यविपरक्तपित्तमदमूच्छी- 
दाहूपिपासापाण्डुरोगवालुशोपच्छरदिशिरो$मिघातोद्रा- 
रापतर्षितितिमिरप्रमेद्दोदराध्मानोध्येचाताती. बालवृद्ध- 
डुबलवबिरिक्तास्थापितजागरितगर्भिणीदक्षक्षीणक्षतोर- 
स्कमधुघुतद्धिदुग्धमत्स्यमद्ययवागूपीताल्पकफाय्व न 
घूममासेवेरन्‌ ॥ ११॥ 

धूमपान के अयोग्य--शोक, श्रम, भय, क्रोध, उप्ण, 
विप, रक्तपित्त, मद, मूर्च्छा, दाह, पिपासा, पाण्डुरोग, तालु- 
शोप, छुदि, शिरोभिघात, उद्गार, aa, तिमिर, प्रमेह, zzz, 
आध्मान ओर' ऊर्ध्ववात ga पीड़ित, Tes, बृद्ध, दुर्बळ, 
विरेचन तथा freer प्रयुक्त, रात्रि जागरण किए हुए, 
गर्भिणी, sa, dada तथा ;उरःक्षत से असित, मधु, घृत 
दुही, दूध, मछली, मद्य और यवागू का पान किए हुए एवं 
aay कफ वाले age को धूम सेवन नहीं करना चाहिए ॥ 

अकालपीतः कुरुते रमं मूच्छ शिरोरुजम्‌ | 
घ्राणश्रोत्राक्षिजिह्ानायुपघातं च दारुणम्‌ ॥१श॥ 

अकाल में धूम पान करने से होने वाले ब्यापदू--अकाळ 
में किया गया धूम पान भ्रम, मूच्छ, शिरपीडा तथा नासिका; 
कान, नेत्र और जिह्वा का भयानक व्यापदू नाश करता है ॥ 

आद्यास्तु त्रयो धूमा दादश कालेपूपादेयाः । 
तद्यथा - क्लुतदन्तप्रक्षालननस्यस्नानभोजनदिवास्वप्न- 
सैधुनच्छर्दिमूत्रोच्ारहसितरुपितशख्रकमौन्तेष्व्रिति । 
तन्न विभागो-मूत्रोशचारक्षवथुहदसितरुपितमैधुनान्तेषु 
Ge, स्नानच्छदनदिवास्वप्नान्तेषु वेरेचनिकः, 
दन्तम्रश्वालनस्य, स्वानभोजनशस्रकमोत्तेपु प्रायोगिक 
इति ॥ १३॥ 

धूमपान के समयो का निदेश ग्रारगभ के तीन wil 
का सेवन ate कालों मे करना चाहिए । जैसेः--छीक, दन्त- 
AGO, नस्य, जान, भोजन, दिवास्वस, मैथुन, छदि, मत्र- 
त्याग, हसना, क्रोध और शख कम के पश्चात्‌ धूमसेचन 
करना चाहिए । यह विभाग इस प्रकार हे-मत्रत्याग, छींक 
gaa, क्रोध और मैथुन के अन्त में स्नेहिक। ख़ान, छर्दि 


१६६ 


और दिवास्वप्त के अन्त में वेरेचनिक तथा दन्तप्रक्षालन, 
खान, भोजन एवं te कर्म के अन्त में प्रायोगिक धूमपान 
का रयोग करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
तत्र स्नेहिको वातं शमयति, स्नेहादुपलेपाश्व; 
वैरेचनः ऋेष्माणमुरक्केश्यापकर्षेति, रौच्यात्तेदण्यादो- 
wT प्रायोगिकः श्हेष्माणमुत्क्लशयत्युत्किष्ट 
चापकर्षति शामयति वातं साधारणत्वात्‌ पू्ीभ्यामिति ॥ 
धूमों के प्रत्येक कार्य-स्नेह और उपलेप होने के कारण 
Ske धूम वायु का शासन करता है। रूष, तीण, उष्ण 
और विशद होने के कारण वेरेचनिक धूम शळेप्मा को sas 
द्वित कर चाहर निकाळता है। प्रायोगिक धूम साधारण 
अर्थात्‌ पूर्वकथित स्नेहिक और पैरेचनिक gal के तुल्य होने 
के कारण wor को उत्क्लेशित करता है तथा उत्क्लेशित 
श्लेप्सा को बाहर निकाळता हे ॥ १४ ॥ 
भवति चात्र 
नरो धूसोपयोगाश्च प्रसन्ञेन्द्रियवाडानाः | 
दढकेशद्विजश्मश्नुः सुगन्धिबिशदाननः ॥ १५॥ 
धूमपान के गुण-जैसे किः--धूमसेवन से मनुष्य की 
इन्ट्रियाँ, वाणी और मन प्रसन्न होता हे । केश, दाँत, दाढी 
और मूछ के वाळ इढ़ होते हैं, तथा मुख सुगन्धित एव 
निर्मळ हो जाता है ॥ १५॥ 
तथा कासश्चासारोचकास्योपलेपस्वरभेदसुखाख्ना- 
वक्षवथुवमथुक्रथतन्द्रानिद्राहचुमन्यास्तम्भाः पीनसशि- 
रोरोगकणोक्षिशूला वातकफनिमित्ताश्चास्य सुखरोगा 
न भवन्ति ॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त धूम-सेवन करने वाले को कास, श्वास, 
अरोचक, सुख में लिपा सा मालम पडना, स्वरभेद, सुख से 
छार बहना, छींक, चमन, अकस्मात्‌ श्वासावरोध, तन्द्रा, 
निद्रा, हचुर्तम्भ, मन्यास्तम्भ, पीनस, शिरोरोग, कर्णशूल, 
नंत्रशूळ तथा चात-कफजन्य सुख रोग नहीं होते ॥ १६॥ 
तस्य योगायोगातियोगा विज्ञातव्याः | तत्र योगो 
रोगप्रशसन', अयोगो रोगाभ्रशमनः, तालुगलशोपपरि- 
दाहपिपासामूच्छांश्रममदकर्णच्चेडरष्टिनासारोगदौब- 
स्यान्यतियोगो जनयति ॥ १७ ।। 
धूम के योगातियोग के छत्षण--धूमपान के योग, 
अयोग तथा भतियोग का भी ज्ञान करना चाहिए । रोग की 
शान्ति होना धूम का योग, रोग का झान्त न होना अयोग 
कई al oe दाह, पिपासा, मूर्च्छा, अम, सद, 
ध्वनि, दृष्टि रोग, ना 11 र 
भतियोग कहलाता हे ॥ १७ ‘i रोग थौर Galea का होना 
के प्रायोगिकं त्रीखीचुच्छासानाददीत युखनासिकाभ्यां 
च पयायासीश्वतुरो वेति, स्नेहिक याबदश्रप्रवृत्तिः, 
वरेचनिकमादोपद शनात्‌ , तिलतण्डुलयबागूपीतेन 


पातव्यो वामनीयः, आसान्तरेषु कासन्न इति ॥ १८॥ 
मायोगिक आदि wat पीने की सर्यादा-झुख और 


नासिका से तीन तीन उच्छास प्रायोगिक घूम का पान 


सुश्रुतसंहिता 


SSDI op OTE YPN SYP VINO LLL LDCS 


PL PPP IP 


करना चाहिए तथा इस परिपाटी को तीन या चार वार 
(दोप और व्यक्ति के बळ के अनुसार) दुहराना चाहिए। 
अश्रु निकलने तक स्नेहिक धूम एवं दोप अर्थात्‌ विकृत कफ 
के आने तक वेरेचनिक धूम का सेवन करना चाहिए । तिळ, 
और age की यवागू पिळाकर वामनीय धूम पिळाना चाहिए 
तथा ग्रासों के मध्य में कासन्न धूम का प्रयोग करना चाहिए॥ 
_ ब्रणधूस शरावसंपुटोपनीतेन नेत्रेण ्रणमानयेत्‌; 
धूसपानाद्वेदनोपशामो घरणवैशद्यमाख्नावोपरामश्च 
भवति ॥ १६॥ 
नणधूपन की विधि-शराव-सम्पुट में चन्द म्रणधूम 
को, नेन्न के द्वारा त्रण मे पहुँचाना चाहिए] घण-धूपन से वेदना 
की शान्ति, घण में निर्मळता तथा स्राव का दामन होता है॥ 
विधिरेप समासेन धूमर्याभिहितो मया | 
नस्यस्यातः प्रवच्यामि विधि निरबशेपतः ॥ २०॥ 
नस्य के लक्षण और उसके भेद्‌-धूमपान विधि का मैंने 
संचिप्त वर्णन किया हे, इसके अनन्तर नस्य विधि का विस्तृत 
वर्णन किया जा रहा है ॥ २०॥ 


ओपघमोपधसिद्धो बा स्नेहो नासिकाभ्यां दीयत 
'इति नस्यम्‌ | तद्‌ द्विविधम्‌-शिरोविरेचन, स्नेहन च | 
तदूद्विविधमपि पञ्चधा | तद्यथा-नस्यं, शिरोविरेचनं) 
प्रतिमर्शः, अवपीडः, प्रधमनं च । तेषु नस्यं प्रधानं 
शिरोविरेचनं च; नस्यविकल्पः प्रतिमर्शः, शिरोबिरे- 
चनविकल्पोऽवपीडः प्रधमनं च; ततो नस्यशाब्दः 
पञ्चधा नियमितः ॥ २१॥ 

नासिका fat के द्वारा औषध या औपघसिद स्नेह के 
प्रयोग को नस्य कहते हैं। वह दो प्रकार का होता दे-(१) 
शिरोविरेचन और (२) स्नेहन । ये द्विविध नस्य भी पाँच 
भार्यो में विभक्त है। जेसे-(३) नस्य, (२) शिरोविरेचन, 
(३) प्रतिमशे, (४) अवपीड और (५) प्रधमन । इनमें नस्य 
और शिरोविरेचन प्रधान है। प्रतिमर्श नस्य का ही भेद है। 
अवपीड और प्रघमन शिरोविरेचन के भेद हे । इस प्रकार 
नस्य शब्द वाचक पाँच प्रकारों का नियमपूर्वेक प्रतिपादन 
किया गया है ॥ २१ ॥ 

विमं. -श्िरोविरेचन-दव्ये यो. दीयते स॒ शिरोविरेचन. । 
शृतशीतस्त्रसादीनां पित्चुनावपीडनादवपीड'। चूर्णस्य सुखेन नाड्या 
बा प्रध्मापनात्‌ प्रधमनम्‌ | 


तत्र यः स्नेहनाथं शून्यशिरसां श्रीबास्कन्धोरसां 
च बलजननाथ दष्टिप्रसादजननाथ वा स्नेहो विधीयते 
तस्मिन्‌ वैशेषिको नस्यशब्द. | तत्तु देय वाताभिभूते 
शिरसि दुन्तकेशश्मश्रुप्रपात दारुणकर्णशूलकर्णेद्वेडति- 
मिरस्वरो पधातना सारोगास्यशोपाबबाहुकाकालजबली- 
पलितम्राहुमीवदारुणप्रबोधेषु वातपैत्तिकेषु मुखरोगे- 


ष्वन्येषु च वातपित्तहरद्रव्यसिद्धेन स्नेहेनेति ॥ २२ ॥ 
Wks नस्य के प्रयोग का चर्णन--शून्य शिर, ग्रीवा, 


स्कन्ध और वक्षस्थळ के स्नेहन एव बाक्तिसञ्चय तथा Fal को 


fide करने के लिए जिस स्नेह का प्रयोग किया जाता 


अध्याय! ४० ] चिकित्सास्थानम्‌ १६७ 
७-२०.७०... ०७००७७७७ ७०७७०४०४ यी 


है उसमें नस्य शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस 
we का प्रयोग, वातपित्तनाशक द्रच्यों से सिद्ध स्नेह 
( सर्पिस्तैलवसामजा ) के द्वारा वात से पीडित शिरोरोग, 
दाँत-केश-श्मश्च ( दाढ़ी-मुंद के वाळ ) के गिरने, भयङ्कर 
कर्णशूल, sine (कानों में वेशुघोष के समान ध्वनि 
होना ), तिमिर, स्वरभेद, नासारोग, सुजञशोष, अवचाइुक, 
अकार वली-पलित की उत्पत्ति (असमय में झुरियाँ पडना 
तथा वालों का सफेद होना), भयानक वात पित्तजन्य 
व्याधियों के उदय, सुख रोग एवं अन्य विकारों में 
करना चाहिए ॥ २२ ॥ 

शिरोविरेचनं ज्लेष्मणाउशिव्याप्ततालुकण्ठशिरसा- 
मरोचकशिरोगौरवशूलपीनसारधीव भेद कक्गमिप्रतिश्या - 
यापस्मारगन्धाज्ञानेष्तन्येषु चोध्बेजत्रुगतेषु कफजेषु 
विकारेषु शिरोबिरेचनद्रव्येस्तत्सिद्धेन वा सुने द्वेनेति॥२३॥ 

झिरोविरेचन के योग्य रोगी--ञ्ञिरोविरेचन का प्रयोग 
श्लेप्मा से भरे हुए तालु, कण्ठ और शिर में, अरोचक, 
शिरोगौरव, शूळ, पीनस, अर्धावभेदक, aft, अतिश्याय, 
अपस्मार, गन्धज्ञाननाश तया अन्य Baar कफज 
विकारों में, शिरोविरेचन द्वव्यों के द्वारा ( पिप्पली विडङ्ग- 
शिग्नुसिद्धार्थकापामार्यश्रद्धतीनि ) अथवा इनसे सिद्ध स्नेह 
से करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

तत्रेतद्‌ दविविधमप्यभुक्तवतो5न्नकाले; पूर्वा श्लेष्म- 
रोगिणां,मध्याहेपिचरोगिणाम्‌ , अपराहे वातरोगिणाम्‌॥ 

स्नेहिक और वैरेचनिक नस्यों का काळ-इन द्विविध 
( स्नेहिक भौर वेरेचनिक ) aedt का प्रयोग, भोजन के 
समय विना खाये हुए तथा शळेप्मा के रोगियों के लिए पूर्वा 
में एवं पित्त के रोगियों के लिए मध्याह्न में और वातज 
रोगियों के लिए अपराह में करना चाहिए ॥ २४॥ 


अथ पुरुषाय शिरोविरेचनीयाय त्यक्तमूत्रपुरीषाथ 
भुक्तवते व्यञ्रे काले दन्तकाएधूमपानाभ्यां विशुद्धवक्त्र- 
aaa पाणितापपरिस्विन्नमृदितगलकपोलललाटप्रदे- 
शाय बातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिने प्रसारित- 
करचरणाय किश्चित्‌ प्रविलम्बितशिरसे वस्राच्छादित- 
नेत्राय वामहस्तभ्रदेशिन्यग्रोन्नामितनासाग्राय विधुद्धखो- 
तसि दक्षिणहस्तेन खेहसुष्णाम्बुना प्रतप्तं रजतसुवणे- 
ताम्रमणिमृत्पात्रशुक्तीनामन्यतमस्थं gear पिचुना 
बा सुखोष्णं खेहमद्रुतमासिञ्चेदव्यवच्छिन्नघारं यथा 
नेत्रे न प्राप्नोति ॥ २५॥ 

नस्यदान की विधि-वादळरहित स्वच्छ आकाश के 
समय शिरोविरेचन के- योग्य, मळ मत्र का स्यार एव 
अदप भोजन तथा दुन्तधावन और धूम्रपान के द्वारा मुख 
और स्रोतों को शुद्ध किए हुए, हथेली के ताप से स्वेदित, 
alka गल, कपोल और ललारप्रदेशवाले, वायु, धूप और 
धूलि से रहित ge में उत्तान सोये हुए, द्वाथ पेर फेलाये 
हुए, शिर को कुछ नीचे झुकाये हुए, वख से Fat at 
ढॅके हुए, वायें हाथ की प्रदेशिनी अगुलि से नासिका के 
अञ्रभाग को ऊपर उठाये हुए पुरुप के स्वच्छ नासारन्भ्रं 


शेत; 


में उप्ण जल के द्वारा तपाये गए और रजत, स्वर्ण, ताम्र, 
मणि, सृत्तिकापात्र या शुक्ति में से किसी एक पात्र में रखे 
हुए सुखोष्ण स्नेह को, दाहिने हाथ से शुक्ति अथवा 
fig के द्वारा धीरे-धीरे एक धार से डाले, जिसमें ag Fat 
सें न पढ़े ॥ २५॥ 


स्नेहे$वसिच्यमाने तु शिरो नेव प्रकम्पयेत्‌ | 
न कुप्येक्ञ sats न क्लुयान्न हसेत्तथा ॥२६॥ 
नासिकारन्यो में स्नेह सिञ्चन के समय आतुर को शिर 
नहीं हिलाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा बोलना, 
छींकना और हँसना नहीं चाहिए ॥ २६॥ 


एतेहि fee: स्नेहो न सम्यक्‌ प्रतिपद्यते | 
ततः कासप्रतिश्यायशिरोऽक्षिगद ब॑भवः ॥२७॥ 
क्योंकि इन अवस्थाओं में प्रयुक्त स्नेह भली-भाँति 
यथास्थान नहीं पहुँचता जिससे कास, प्रतिश्याय, शिरोरोग 
तथा नेत्ररोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २७॥ 


तस्य प्रमाणमष्टो बिन्दवः प्रदेशिनीपवेद्दयनिःसृताः 
प्रथमा मात्रा, द्वितीया शुक्तिः, तृत्तीया पाणिशुक्तिः, 
इस्येतास्तिस्रो मात्रा यथाबलं प्रयोज्या: ॥ २८ ॥ 
स्नेहिक नस्य का प्रमाण--एक-एक नासारस्ध्रो में छोडे 
जाने वाले स्नेह की मात्रा 'आठ बिन्दु होती हे । प्रदेशिती 
अंगुलि के स्नेहसिक्त दो पोरों से उपके हुए बिन्दुओं की 
प्रथम मात्रा, शुक्ति (३२ Fz) दूसरी मात्रा और पाणिशुक्ति 
( ६४ बूँद ) तीसरी मात्रा होती दे । इन तीनों मात्राओं का 
प्रयोग वळ के अनुसार करना चाहिए ॥ २८॥ 
स्नेहनस्य नोपगिलेत्कथंचिदपि चुद्धिमान्‌ ॥२६॥ 
उशटङ्टाटकमभिप्लाव्य निरेति बदनायथा। 
कफोदल्तेशभयाच्चेनं निष्ठीवेदबिधारयन्‌ ॥३०। 
स्ने हिक नस्य के पश्चात्‌ कर्तब्य कर्म--बुद्धिमान व्यक्ति 
को स्नेह नस्य कभी भी निगळना नहीं चाहिए क्योंकि श्ज्ाटक 
ममं को आप्लावित कर यह ga द्वारा वाहर free 
जाता है । इसलिए कफोत्क्लेश के भय से इसे सुख में धारण 
किए विना थूक देना चाहिए ॥ २९-३०॥ 
विमदा'-तोपगिलेन्न पिवेत । तथाहि विदेः--निष्ठीवेन्न 
पिवेत्नस्यं व्यापद पिवतसित्विमा- | भवन्ति कासइछदिश्व कुत्मा5्ने- 
वमधुस्तथा? इति । कचिन्नस्यपानमप्युक्त विदेदेनेव~क्षीणं मांस 
बल यस्य वातात्तिश्चोध्वंजच्चुजा । सुदीप्ताझि खेहसात्म्य. a aa 
नासया पिवेत । धातूँश्च तर्पयेद्‌ देहे पीत eae” wea.’ इति । 
नासाकर्णक्रोतोऽक्षिजिहवातपंणीनां झिराणा सन्निपातः sara ३ 
दत्ते च पुनरपि dete गलकपोलादीन्‌ धूमसा- 
सेवेत; भोजयेच्चैनमभिष्यन्दि्‌, ततोऽस्याचारिकमादिः 
रजोधूमस्नेह्ातपमद्यद्रवपानशिरः्रानातियान- 
कोघादीनि च परिहरेत्‌ ॥ ३१ Ul 
नस्य-प्रयोग के अनन्तर पुनः आतुर के गळा, कपोळ 
आदि को सँककर धृम्नपान कराना चाहिए और अभिष्यन्दि 
द्र्य खिळाना चाहिए तथा उसे आचारविधि समक्षानी 
चाहिए । रोगी को, घूर, Ta, स्नेह, धूप) मद्य, द्ववपान, 


१६८ घश्वुतसंहिता 


Groen, अधिक सवारी करना तथा क्रोध आदि का त्याग 
करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
तस्य योगातियोगायोगानामिदं विज्ञानं भवति ॥३२॥ 
ike नस्य के योग, अतियोग तथा अयोगके छद्वण-- 
नस्य के योग, अतियोग और अयोग के SIN इस प्रकार 
होते हैं ॥ ३२ ॥ 
लाघवं शिरसो योगे सुखस्वप्नप्रबोधनम्‌। 
बिकारोपशमः शुद्विरिन्द्रियाणां मनःसुखम्‌ 113३ 
नस्य के योग से शिर में wan, सुख से सोना wiz 
जागना, विकारों का दामन, इन्द्रियों की शुद्धि तथा मानसिक 
सुख शान्ति की प्राति होती है ॥ ३३॥ 
कफप्रसेकः शिरसो ुरुतेन्द्रियविश्रमः | 
लक्षणे मूध्न्येतिस्िंग्चे रुक्षं तत्रावचारयेत 11१४) 
कफ का निकळना, शिर का भारीपन और इन्द्रियों की 
भज्ञान्ति ये लक्षण शिरोभाग के भतिस्नेहन अर्थात्‌ नस्य 
के अतियोग से उत्पन्न होवे हॅ । इसमें es उपचार 
करना चाहिएु॥ ३४॥ 
अयोगे वातवैगुए्यमिन्ट्रियाणां च रूक्षता | 
रोगाशान्तिश्च तत्रेष्टं भूयो नस्यं प्रयोजयेत्‌ 11३५ 
वातयैगुण्य, इन्द्रियों में रूत्तता और विकारों का शान्त 
न होना, ये wan नस्य के अयोग से उत्पन्न होते हैं। इनमें 
पुन. नस्य प्रयोग करना चाहिए ॥ ३५॥ 


चत्वारो बिन्दवः पड्‌ वा तथाऽष्टौ वा यथाबलम्‌ । 
शिरोविरेकख्रेहस्य प्रमाणमभिनिदिशेत्‌ ॥३६॥ 
नस्य में शिरोविरेक Se का प्रमाण--दोप और ब्यक्ति 
के वळ के भनुसार शिरोविरेचनीय नस्य की मात्रा-चार 
छे या आउ Fe ( प्रतिनासारन्ध्र के लिए +) होती हे ॥ ३६॥ 
चिमशं--विदेह्द ने इस मात्रा-क्रम का विधान ad 
लिखित रूप में किया है--'चतुरश्वतुरो विन्दूनेकैकस्मिन्‌ 
चरेत्‌ । एषा ल्वी मता मात्रा तथा शीध विरेचयेत्‌ । अध्यद्धौ 


fran वापि त्रियुणां वा -चतुयुंणाम्‌ । यथान्याथि विदित्वा तु 
मात्रां समवचारयेत्‌ ॥? 


नस्ये श्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगतः | 
शुद्ध द्ध)हीनातिसंक्ञानि बिशेपाच्छाखचिन्तकेः ॥३७॥ 
वेरेचनिक नस्य के योग, अयोग तथा अतियोग के 
ळकण--शाख्रज्ञा ( विदेह आदि) ने विशेषकर प्रयोग की 
दृष्टि से नस्य के (१) शुद्ध (२) हीन और (३) अति नामक 
तीन लक्षण वनळाये हैं ॥ ३५ ॥ 
लाघवं शिरसः शुद्धि, स्रोतसां व्याधिनिजेयः | 
चित्तेन्ट्ियप्रसादश्च शिरसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥३८॥ 
दिर में हलकापन, स्रोतों की स्वच्छता, व्याधि की 
शान्ति, मन और इन्द्रियां में प्रसन्नता तथा दिर की शुद्धि, 
ये नस्य के शुद्ध wa हैं ॥ ३८॥ 
West गुरुता seat कफसंखवः। 
wa हीनविशुद्धे तु लक्षण परिकीर्तितम्‌ ॥३६॥ 
कण्ड्‌, उपदेद्द ( छुछ गीछा एता हुआ सा प्रतीत होना >, 


at में गुरुता तथा कफ का खाव होना, ये छत्तण शिरोभाग 
की हीन शुद्धि में होते हैं ॥ ३९॥ 
सस्तुलुङ्गागमो वातवृद्ठिरिन्द्रियविश्रमः | 
शून्यता शिरसश्चापि मूश्चि गाढविरेचिते ॥ ४० || 
शिरोविरेचन के अतियोग में मस्तुळद्नः ( शिरो$न्तधृंता 
कारः) का बाहर निकळना, वातवृद्धि, इन्द्रियों में विश्रम 
तथा fare की शून्यता आदि लक्षण होते हैं ॥ ४० ॥ 
हीनातिशुद्धे शिरसि कफवातन्नमाचरेत | 
सम्यस्विछुद्वे शिरसि सपिंनेस्यं निपेचयेत्त ॥४१॥ 
दिर की हीन और अति शुद्धि होने पर कफ भोर वात- 
MAF उपचार तथा सम्यक्‌ शुद्धि होने पर छत के नस्य का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
( पकान्तर ञ्यन्तरं वा सप्ताहं वा पुनः पुनः | 
एकबिंशतिरात्रं चा यावद्वा साधु मन्यते ॥४९॥ 
ua दिन, दो दिन, सात दिन या इकीस दिन के अन्तर 


से भथवा जव तक चिकित्सक उचित समझे उसे वार बार 
नस्य प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


सारुतेनाभिभूतस्य वाऽत्यन्तं यस्य देहिनः | 
द्विकालं चापि दातव्यं नस्यं तस्य विज्ञानता ) 11४१ 
, वायु के द्वारा अत्यधिक पीडित पुरुप के लिये विद्वान्‌ 
वेद्य को दोनों समय नस्य प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३॥ 
अवपीडस्तु रिरोविरेचनवद्भिष्यण्णसर्पदष्टवि- 
सज्ञेभ्यो दद्याच्छिरोविरेचनद्रयाणामन्यतममवपिष्या- 
बपील्य च, शार्करेक्षुरसक्षीरषुतमांसरसानामन्यतमं 
क्षीणानां शोणितपित्ते च चिद्ध्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अवपीढनृस्य के योग्य पुरुप--मेद और कफ से व्यापत 
दिर ( अभिष्यन्नो मेद-कफामिव्याप्तशिर' ); तथा सपंदश के 
द्वारा सज्ञारहित हुए पुरुषों के लिए, शिरोविरेचन geal में 
से किसी एक द्रव्य को पीसकर अथवा दवाकर, शिरोविरेचन 
की भांति अवपीड ( नस्य) का प्रयोग करना चाहिये। 
चीण पुरुषों तथा रक्तपित्त के रोगियों के लिये शकरा, ava, 
दूध, ga और मांसरस में से किसी एक द्रव्य का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
कृराठुबेलभीरूणा सुकुमारस्य योषिताम्‌ | 
श्शताः स्नेहाः शिरःशुद्ध-ये कल्कस्तेभ्यो यथा हित' ULI 
कुश, Cas, whe, सुकुमार और fait की शिर-शुद्वि के 
fea ( शिरोविरेचनीय द्रच्यों के द्वारा ) सिद्ध स्नेह और इन 
qeat का करक हितकर होता हे ॥ ४५ ॥ 
चेतोविकारक्रमिविपाभिपन्नानां चूण प्रधमेत्त ॥४६॥ 
प्रधमन नस्य प्रयोग के विपय--चैतना की विकृति, 
कृमि तथा विप से पीडित पुरुषों के लिये शिरोविरेचनीय 
weal का चूर्ण नासिकां में प्रधमन (फकना) करना चाहिये ॥ 
, नस्येन परिहतेव्यो सुक्तवानपतर्पितो5त्यथेतरुण- - 
प्रतिश्यायी गर्भिणी पीतस्नेह्दोदकमद्यद्रबोऽजीर्णी 
दत्तबस्तिः कुद्धो गरातेस्तृषितः शोकाभिभूतः श्रान्तो 
बालो बृद्धो वेगाबरोबितः शिरःखाहुकामश्चेति अना- 
वेवे चाश्ने नस्यधूसी परिहरेत्‌ ॥ 8७ ॥ 


द 


अध्याय ८५ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ 


१६६ 


[दायि SS SP is SS PG PS RS 
POPOL PL OL LL FN ALL fF FPF PL PALL LP LL LL LLL LLP OL LL ELL LL ELLA PLP PLP AP OP LPL” PtP 


नम्य के ania पुरुप-नोजन किये हुये, टंघन से 
युक्त, अत्यधिकतदूय, श्रतिश्याय पीडित, गर्मिगी, स्नेह-जठ- 
मद्य दया किसी दव पदार्थ का पान किये दये, अ्जीणंग्रस्त, 
बस्ति-सेवन किये हुवे, कद, गरविष से दुवी, प्यासे, दोक 
BG, AFG, वाळक, वृद्ध, ATs के वेगो को रोक 
24, सिर से म्नान की ऋमिलाया रखने बाले तथा carga 
रदित i (caesar को भी ) पर्व Farge लाकाद्न के 
समय नस्य शौर घृज्नपान दोनों का परित्याग करना चादिए ॥ 
चत्र हीनातिमात्राविशीवोष्णसहसाप्रदानादतिः 
प्रविलस्बितशिरस डाच्छङ्घचा ढत नचलेचाऽभ््यवहरवा हरतो चा 
प्रतिपिद्धभदानाच व्यापदो भवन्चि वृष्णोद्ारादयो 
दोषनिमित्ताः क्षयजात्य | ४८ ॥ 
रस्य के व्यापदू-द्वीनमात्रा में, अधिकमात्रा में, अत्यन्त 
शीत, अधिक son, सहसा प्रयोग करने से, शिर को अधिक 
नीचा रखने से, छींकने से, दिलने से, मोजन के समय तया 
निषिद्ध अवस्था में नस्य का प्रयोग करने से, दोषोत्कलेद्रा 
चौर दोयद्रयज्ञन्य, वृष्या, उदार af उपदवों की उत्पत्ति 
होती दे गा ४८० 
अवदध्थात्र-- 
wen शिरोविरेके च व्यापदो दिविधाः स्मृताः | 
दावान्हाशान्‌ याच्च विज्लेयास्ता यथाक्रम 112६1) 
सस्व-श्वापर्दी के दो प्रकार-जैसे कि-नस्य और fire 
विरेचन में, दोषों कें sea तथा उनके चय से, दो प्रकार के 
छपदव उत्पन्न होते टॅ! उन्हें क्रमानुसार aaa नस्य के 
द्वारा दोपोस्केशज ait पिरोविरिचन के द्वारा दोपधयज 
उपद्रवो की उत्पत्ति समझनी चाहियें ॥ ४९ ॥ 
दोषोत्छेशनिमित्तास्तु जयेच्छमनशोघनेः | 
oq क्षयनिमिचास यथास्वं Fat fran vo ॥ 
नस्वन्व्यापर्या की चिकिन्सा--दोपोत्क्टेसनन्य उपद्रवी 
दा उपचार शमन कौर झोघन के दारा चथा चयजन्य 
विकारों का प्तिकार उनके दोषों के अनुकूल den विधि से 
करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
प्रतिमर्शअतुर्दशसु HAIN; तयथा-तल्पो 
स्थितेन, प्रकालिवदन्तेन; गृद्दान्तिगच्छुवा, व्यायामः 
व्यत्रायाव्वपरिश्रान्तेन,मूत्रो बारकवलाञ्जनान्ते; कवचा; 
छर्दितवता; दिवास्वप्नोत्यितिन, सायं चेचि ॥ ५१ ॥ 
प्रतिमा नस्य का समय~्रविमञ्च का प्रयाग चौदह 
अवस्थां में दितकर दोता दे; नसे.--(४) प्राठः काल दाय्या 
स्यागने पर, (२) दन्तघावन करने क पश्चात्‌, (३) घर से 
चाहर लाते समय, (४) ब्यायाम, (०) मेथुन एवं (६) माग 
चळ्चे से श्रान्त होने पर, (५) मूत्र, (<) अधघावायु, (९) कवळ 
ठया (३९) सज्जन लगाने के अन्त मे» (१1) भोजन क॑ बाद 
(६२) diz आने के अनन्ठर (१३) दिन में सो कर उठने पर 
ate (१९) arate म 1 ५१ ॥ 
दन्न वल्पोत्यितेनासेवितः प्रतिमर्शा रात्राबुपचितं 
amar मलझुपदन्ति मनःप्रसादं च करोतिः 


प्रक्रालितदन्तेचासेतिवो र दन्तानां दृढतां वदनसाौगन्थ्य 


२९ सुऽ चि० 


चापादयति, ग्रद्दात्रिगंच्छता सेवितो नासाखरोतसः 
डिन्नतया रजोधूमो वा न वावते; व्याबाममेथुनाव्व- 
परित्रान्तेनासेवितः अ्रममुपहन्ति, मृत्रोशवारान्ते सेवितो 
दग्रेगु मत्वमपनयति, कत्रलाख्चनान्ते सेंबितो दरि प्रसा- 
द्यति, qeaat संविवः खरोतसां बिद्धि लघतां 
चापादयति, वान्तेनासेबिवः ख्रोतोविलग्नं शलेष्माणम- 
qa मच्ाकाङ्कामापादयति, दिवास्वप्नोत्थितेनासेवितो 
निद्राशेषं daa मलं चापोह्य fader जनयति) 
सायं चासंबिवः सुखनित्राप्रवोवं चेति ॥ ५२॥ 
ययोक्त काळ में सेवित प्रतिमं क गुण--प्रातः काळ सो 
कर उठने वाळे ब्यक्ति के द्वारा सेवन क्रिया गया प्रतिम 
( नस्य) रावि में युकत्रित हुए mara के मळ को नष्ट 
करता दै तथा ATH प्रसन्नता लाता हे । द्न्तघावन क 
पश्चान्‌ सेबिठ पतिमझ दांतों को इद बनाता दै तथा सुख में 
सुगन्वि उत्पन्न करता हे । घर से बाहर निक्ळते समय प्रति- 
Wa का सेवन करने से, नासारन्यो के गीळा रहने के कारण, 
af और घूम हानि नहीं पहुँचाते। व्यायाम, मेथुन तथा 
मार्गगमन से ara व्यक्ति क द्वारा सेवन किया गया 
प्रतिमर्श were मिदावा है । मूत्र तथा अधोवायु के उपरान्त 
प्रतिमझ का- सेवन करने से दृष्टि का सारीपन नष्ट हो जाता 
है। कवळ और अञ्जन के वाद सेवन करने से नेत्र निर्मल 
होते दे 1 भोजन के बाद प्रतिमर्श का सेवन स्रोतों को शुद्ध 
करता दै चया झरीर में छघुता छावा है। वमन किप हुए 
व्यक्ति के द्वारा सेवित प्रतिम तोती में विपके हुए श्लेप्मा 
को निकालकर भोजन में - रुचि उत्पन्न करता हे। दिन 
में सोकर उठने वाले के द्वारा सेवन किया गया प्रतिम्श 
दशेपनिद्धा, भारीपन और मल को दूर कर चित्त में एकाग्रता 
टत्पद्र करता दे । सायंकाळ सेवन किया गया प्रतिमर्श सुख- 
पूर्वक निद्रा खाता दै और (प्रातः ) जयावा है ॥ ०२॥ 
ईपदच्छिद्दवः स्नेहो यात्रद्वक्त्न प्रपद्यते | 
सस्ये निषिक्तं तं विद्यान्‌ प्रतिमश प्रमाणतः ॥५३॥ 
प्रतिनश की माच्रा-नस्य में प्रयुक्त किया गया स्नेह जव 
थोडी छींक जानें पर भी सुख सें जा जाय तों उस प्रतिमशं 
को ग्रमाणानुकूळ समझना चादिए॥ ५३ ॥ 
नस्येन रोगाः शाम्यन्ति नराणामू्वंजच्चुजाः 
इन्द्रियाणां च वेमल्यं ङु्यीदास्यं सुगन्चि च पश्‍श्रा 
नस्य सामान्य के गुण--नस्य के प्रयोग से मनुष्यों के 
adage रोग शान्त aad, इन्द्रियाँ निर्मळ होती ह 
वथा मुख सुगन्िव garg uve ॥ 


हवुदन्वशिरोत्रीबात्रिकत्राह्रसा वलम्‌ । 
वलीपलिवखालित्यव्यङ्गानां चाप्यसंभवम्‌ LH 


इचु, दन्त, दिर, shat, त्रिक ( कटि ), ag और व 
बळवान बनते हैं वथा वली, पलित, खाळित्य एवं ब्यद्ग रोगों 
की भी उत्पत्ति नहीं दोठी ॥ ५० 1 

तैलं कफे सवाते स्यात्‌ केवले पचने बसाम्‌ | 
दद्यात्सर्पिः सदा पिचे asd च समारुते ॥४६॥ 
दोप विद्वेप से नस्य में स्नेह विशेष--( नस्य के लिए ) 


१७० 


NNN. 


NNN ५११२१ री री नी NP न: त््न््ल्ल््््ल््च्चच्ंल्लच््७्७/्सय््यय्य््य्यस्््य्य्य्य््य्य्प्य्य्य्म्थ्य्म्स्प्प्प्प्य्म्य््प्य्प्य्स्थ्स्य््््स्टि 
कफयुक्त वातप्रकोप में तेल, केवळ वात में वसा, पित्त में | एवं 


ga तथा वातपित्त सें मज्ञा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
चतुर्विधस्थ॒ खेइस्य बिधिरेवं प्रकीर्तितः | 
शलेष्मस्थानाविरोबित्वाततेधु तेलं विधीयते ॥५७॥ 
इस प्रकार चतुर्विध स्नेह के प्रयोग की विधि बतळाई 
गई हे, इनमें श्लेप्सस्थान का विरोधी न होने के कारण as 
श्रेष होता है॥ ५६.  ' 
अत' परं प्रबक्यासि कवलम्रहणे विधिम्‌ । 
चतुर्थी कलः GA प्रसादी झोधिरोपणौ ॥५८॥ 
चतुर्विध कवळ--इसे अनन्तर कवळ धारण की विधि 


NPS PPL EPL Ps 


सुश्रुतसंहिता 


Ser क्षीद्ररसमृत्रामुसंग्रताः । 
कपायोष्णोदकाभ्यां च कबला दोषतो हिताः ॥६४॥ 
दोषविशेष से कवळविशेष का निर्देश--इस प्रकार 
स्नेह, दूध, मधु, रस; गोमूत्र, अम्ल ( काञ्जी), कपाय घौर 
पदक का दोषों के अनुसार कवळ धारण हितकर होता 
॥ ६२ ॥ 
व्याधेरपचयस्तुट्टिवेशद्य॑ वक्‍त्रलाघवम्‌ | 
इन्द्रियाणां प्रसादश्च कबले शुद्धिलक्षणम्‌ ॥६श॥ 
शुद्ध कवळ के लक्षण-रोग की शान्ति, सन्ठोप, 
निर्मळता, मुख में छघुता और इन्द्रियों की असन्नता ये शुद 


वतळाई जाती है। कवळ चार प्रकार का होता हे, (१) | कवळ के लक्षण हैं ॥ ws 


स्नेही (२) प्रसादी (३) शोधन आर (४) रोपण! 
सिग्धोष्णैः खहिको बाते, eugene: प्रखादनः | 
पित्ते, कट्बमुलवणे रूक्षोष्णेः शोधनः कफे ॥ 
चातम्रकोप में खिग्ध और उप्ण स्नैहिकं कवळ, 


शमा 


जाड्यकफोप्क्ोशावरसज्ञाननेचे च! 
अतियोगान्मुखे पाकः शोपदृष्णाऽरुचिक्ठमाः ॥६५॥ 
कवळ का हीन योग होने पर जडता, कफ की वृद्धि भौर 


वित्त की अप्रतीति होती हे तथा अतियोग द्वोने पर सुख 


में मधुर और शीतल प्रसादन कवळ तथा कफ में कहु, अग्छ, | में पाक, शोप, तुप्णा अर्चि और छम होता हे ॥ ६६॥ 


लवण, SE भौर उष्ण शोधन कवळ धारण करना चाहिए ॥५९॥ 
कपायतिक्तमधुरैः कट्ष्णे रोपणो ˆ तणे । 
चतुर्विधस्य चेवास्य बिशेषोऽय प्रकीर्तितः ॥६०। 

an में कपाय, तिक, मधुर, कडु और उष्ण रोपण 
कवळ धारण करना चाहिए । चतुर्विध कघळों की विशेषता 

( भेद ) का इस प्रकार वर्णन किया गया हे ॥ ६०॥ 

, चत्र त्रिकटुकवचासषंपहरीतकीकल्कमालोड्य 

तेलशुक्तसुरामूत्नक्षारभधूनामन्यतमेन सलवणमभिम्रतप्त- 

सुपस्िन्न्दितगलकपोलललाटप्रदेशो घारयेत्‌ ॥६१। 

ane त्रिकडुकादि कवळ--विकडु, वच, सरसों और 
हरीतकी के कल्क को तल, शुक्त, सुरा, गोमूत्र, दार और 
मधु में से किसी एक द्रब्य में चोळकर नमक मिलाना 
चाहिए भौर उसे उष्ण करके, गळा, कपोल एवं cer 
प्रदेश का स्वेदन तथा सर्दून करने के पश्चात्‌ कवळ धारण 
करना चाहिए ॥ ६१॥ - 


सुखं संचायंते यातुमात्रा स (सा) कबलः स्मृतः | 
असंचायां हु या मात्रा गण्डूष स प्रकीर्तितः NETH 
, केवळ तथा गण्हूप में भेद्‌--जो मात्रा सुख में सुख 
पूर्वक इधर-उधर संचरित हो उसे कवळ तथा जिसका संचार 
न दो उसे गण्ड्प कहते हैं ॥ ६२ ॥ 
तावद घारयितव्योऽनन्यमनसोन्ञतदेद्देन याबद्दोप- 
परिपूणेकपोलत्वं नासास्रोतोनयनपरिप्लावश्च भवति 
तदा विमोक्तव्यः, पुनश्वान्यो अहीतव्य इति ॥६। 
गण्डप-घारण के काळ की अवघि--गण्हूप छर कवळ, 
पुकार मन से शारीर को सीधा करके तबतक धारण करना 
चाहिए जवतक कण्ठ डोप (कफ) से परिपूर्ण न हो जाय 
तथा नासिका रन्ध्र और नेत्र जळ से न भर जायें। इसके 
अनन्तर सुख से कत्रळ निकाल कर दूसरा कवळ घारण 
करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 


इत्यायुवेदतरवसंदी पिकाभापाव्यास्यायां चत्वा 


शोधनीये विशेषेण भवन्त्येव न संशयः | 
तिला नीलोत्पलं सर्पिः शकरा क्षीरमेव च ॥६॥ 
सक्षौद्रो दग्धवकत्रस्य गरडूपो दाहनाशनः | 
कलस्य विधिह्मेप समासेन प्रकीर्तितः ॥६५॥ 
दाहनाशन , fren कवळ-शोधनीय कवलो में 
feats ये son विशेष रूप से होते हैं। तिळ, नीळ 
कमळ, घुत, शर्करा, दूध और मधु का कवळ धारण जले 
हुए सुख के दाह को नष्ट करता दै। संक्षेप में कवळ-धारण 
की इस विधि का वर्णन किया गया हे ॥ ६७-६८ ॥ 
विभज्य भेषजं बुद्धया sata प्रतिसारणम्‌ | 
कल्को रसकिया क्षोद्रं चूर्ण चेति चतुर्विधम्‌ gel 
सुखरोग में प्रतिसारण विधि--अपनी gfe से औषध को 
कर्क, रसक्रिया ( फाणिताकृति ), चौद्र ( मोटाचूर्ण ) भौर 
चूर्ण रूप में विभक्त करके प्रतिसारण करना चाहिए ४ 
age तु यथास्वं सुखरोग्रिणाम्‌। 
तस्मिन्‌ योगमयोगं च कबलोक्त विभावयेत्‌ ॥»णा 
प्रतिसारण में पश्चात्‌ ater क्म--सुख के रोगियों के 
के लिए दोषों के अनुसार भौपधि को अंगुली के अअभाग में 
ल्याकर प्रतिसारण ९ घिसना ) करना चाहिए तथा 
प्रतिसारण के हीन और अतियोय कवळ की भाँति 
समझना चाहिए ॥ ७० ॥ 
तानेव शमयेदू व्याधीन्‌ कवलो यानपोहति | 
दोपन्नमनमिष्यन्दि भोजयेश्च तथा नरम्‌ ॥७१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने घूमनस्यकवलग्रह- 
चिकित्सितं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 
कत्रळ-धारण जिन रोगों को शान्त करता है उन्हीं रोगों 
की शान्ति प्रतिसारण के द्वारा भी होता है। प्रतिसारण 


काऊ में रोगी को deans तथा अनमिप्यन्दि पदार्थ 
खिलाना चाहिए ॥,७३ ॥ 


रिंोऽघ्यायः ॥ चिकिरसाम्थानं समाद्ठम्‌ | 


॥ क्री: ॥ 
काशी संस्कत ग्रम्थमाला 
३५६ 


Fs 
महर्पिणा gata विरचिता 
+ 00 
सुश्रतसंहेता 
'आयुवेंदतत्तसन्दीपिका' हिन्दीव्याख्या-वज्ञानिकविमशोपिता 
( कल्पस्थानम्‌ ) 
es 


slo व्पनधनिहारी प्रग्रिहोत्री ए. एम. एस. 


अध्यापक, TIVE आयुर्वेदिक कालेज, रायपुर 


चैरचम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 


चाराणसी-१ 


OOP 


प्रकाशक--चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी. 
मुद्रक-व्य्याविलास प्रेस, वाराणसी, 
प्रथम संस्करण; संवत्‌ २०१७ 


९ पुनमुंद्रणादिकाः सर्वेऽधिकारा' प्रकाशकाधीना- ) 
Chowkhamba Sanskrit Series Office, 
P. 0, Box 8,. Varanasi, 
(INDIA ) 

1960 


॥ श्री! ॥ 


¢ 


सुश्रुतसंहिता 


OREO ree 


कल्पस्थानम्‌ 


TITTIES भर धल्‍लजननननन नमन जन न++नननननभ++9»+3 ० "५४४४४४ ४४ ४४४५४७१७७१ WP NS 


प्रथमोऽध्यायः 


अथातोऽन्नपानरक्षाकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 


अन्नपान-रक्षाकर्प का उपक्रम--अव इसके अनन्तर अक्षर 
WTRF ET ( नामक अध्याय ) का व्याय्यान करते हैं, 
जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


विमर्शः--यहाँ ‘aa’ शब्द मंगठसूचक अथवा माङ्गलिक 
है। क्योंकि मंद्छाचरण आत्तिक बुद्धि का निदर्शक है और 
यह रुचि के अनुसार देवता नमस्कारात्मक अथवा 'अथ' 
आदि माइलिक शब्दों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार 
धमशा में 'भथातो घर्मजिज्ञासा? ( मीमांसा ), ‘ery 
दाव्टानुशासनस्‌? ( महाभाष्य ) आदि में “अथ? शब्द को 
भंगलाचरणाथं प्रयुक्त किया है। इसी प्रकार यहाँ पर आचारये 
ने भी मंगल-कामना qaarg 'जथ” शब्द का प्रयोग किया 
21 यथा 'नकारश्वाथदवाव्दश्व द्वावेतौ बरह्मणः पुरा । कण्द 
fren विनिर्यातौ तस्मान्माद्वलिकावुभी 1! इसी प्रकार अथ 
शब्द नवीन विपयारम्भ का द्योतक भी है क्योंकि इसके 
पहले चिकित्सास्थान का वर्णन किया जा चुका है। “अन्नपान 
रघाकरपमिति'--भाचाय seg ने अपनी टीका में कहा 
हे--'चिकित्सास्थानानन्तर करपस्थानमारभ्यते, यतश्रिकित्सास्था- 
नादिभूते द्विमणीयाच्याये--विपज़ु्टस्य विज्ञान विषनिश्चयमेव च । 
चिकित्सितक्ञ वक्ष्यामि कल्पे दु प्रविभागश्च’ ॥! इत्यनेन छोकेन विष 
झुष्टनणस्य कर॒पस्थाने प्रतिपादन सूचितं तस्माद तत्रापि स्वस्थस्य 


_ व्याविक्षीणस्य ata प्राणानां धारण क्रियते, अतः प्रायन्नपानरक्षा- 


aed व्याख्यातुकामः प्राह--'अर्थात! इत्यादि 1 इस प्रकार 
सुश्रुतोक्त कदपस्थान अगदतन्त्र ही दे, जैसा कि भाचायं 
सुश्च ने सूत्रस्थान में स्वयं कहा दै--अन्नस्य रक्षाविशान 


७४४७४७४७४४ A ८७ AN 


स्थावरस्येतरस्य च। सपंदष्टविषशान तस्यैव च चिकित्तितम्‌॥ दुन्दु- 
भेमूँषिकाणां च कीटानां कल्प एव च । अष्टो ae समाख्याता 
विपभेपजकरपनाव्‌ ॥ भध्यायानां शातं विश्यमेवमेतदुदीरितम्‌ ॥? 
( सु. सू. भ. २२०२८३ ) करपस्थान में अन्नपान रक्षाविज्ञा- 
नीय, स्यावर-विपविज्ञानीय, जंगमविष विश्ञानीय, सर्पदृष्ट 

विपविज्ञानीय, स्पंद विषचिकित्सित, दुन्दुभिस्वनीय, 
सूपिक तथा कीटकएप नाम के आठ अध्याय हैं। विपौपध के 
जानने से इसको कएप कहते हैं। इस प्रकार से पूर्व कहे हुए 
१३० अध्याय पूर्ण हो जाते हैं! इसलिये कदपस्थान भगद 
तन्त्र का नामान्तर ही है जिसको विपविज्ञान अथवा 
'रोकिसिकोळाँजी? ( Toxicology ) भी कह सकते हें फिर इस 
तन्त्र में औषध का नाम भीतो ‘ane’ बताया गया है 
जिसका अर्थ होता है; जिसके सेवन से गदर रोग या विप 
विकार उत्पन्न ही न हो तथा नष्ट भी हो जावे या दूर हो 
जावे। इसलिए विप चिकित्सा की कल्पना इस तन्त्र में की 
गई है अतः इसका नाम करपस्थान कहा गया है। 'अन्नपान- 
रक्षा! की व्याख्या करते हुए डवहणाचार्य जी ने कहा है “at 
मक्ष्यमवरुद्ध धनसाधर्म्यांत ; पाने लेह्यमवरुद्धं द्रवसाधर्स्यात , एव 
चतुविधस्यापि रक्षाकल्पः | रक्षण रक्षा, सा पुनरदुष्टस्य, दुष्टस्य 
पुनरविपभेपजकल्पनाव. कषपः, रक्षया सदित' कल्पो रक्षाकरपः | 
आदिश्ञब्दोऽत्र लप्तनिदिशे eer, तेन दन्तकाएादीनामपि लक्षण- 
चिकिस्सितकस्पनम्‌ | इति ॥ प्रकार भेद से ससार में दो प्रकार 
के पदार्थ होते हें-(१) भग्गत--जिनके सेवन से प्राणी खत 

नहीं होता तथा प्रसाद अथवा प्रसन्नता का अनुभव करता दै 

तथा (२) विप-जिनके सेवन से प्राणि-मात्र विषाद का 

agua करता है तथा ag को प्राप्त होता हे ! जैसा कि हम 

कह चुके हैं कि कदपस्थान भयद्‌ तन्त्र का ही नाम विशेष z 

जिसे विपविज्ञान या 'दोक्सिकोळॉजी' Toxicology कहा 

जाता है अतः इस टोक्सिकोलॉजी की व्याख्या आधुनिक 


२ सुश्रुतसंहिता 


चिकित्साया के अन्यों में निम्न प्रकार से दी हुई है, यथा-- 
Toxicology deals with the diagnosis, symptoms 
treatment of poisons, and the methods of detecting 


them *( Med Jurisprudence and Toxicology By J 


P. Modi, Ith Edstion 1947, p.p 1) इसी प्रकार उपर्युक्त 
विष अथवा 2०1507 की व्यास्या भी निल्न प्रकार से प्राप्त 
होती हे ‘Broadly speaking, a poison may be defined 
as a substance of the nature of a drug which 1s admi- 


imstered ina way and in an amount in which it 
is hkely to be admimstered, will produce deleteri- 
ous effects of ६ serious nature,’ ( Medical Jurispru- 
dence and Toxicology by J P Modi, 9th edition 
1947, 9 9 406) उपयुक्त गधांश का भावार्थ यह है कि 
विपविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें विपाक्त प्राणी का निदान, 
विप के कारण उत्पन्न होने वाळे sen अथवा लक्षणा तथा 
विषाक्त प्राणी के प्राण-रक्षाथ की नाने वाळी चिकित्सा का, 
तथा विपटाता एवं सदिग्ध विपाक्त पुरुष का निदान सादि 
विपर्यो का समावेश होता है । इसी प्रकार विप शब्द छी 
च्यारया का भी भावार्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि 
सामान्यतया जो कोई भी पदार्थ शरीर के साथ घाह्यसम्पर्क 
में जाने पर या शरीर में किसी प्रकार शोषित होने के बाद 
शरीर पर हानिकारक प्रभाव करे वह fea’ ( Poison ) माना 
जाता है । या कोई भी पदार्थ जो अन्तःच्चेपण ( Tnjectnon ), 
भक्षण या वाह्य प्रयोग से शोषित हो कर शरीर में पहुँच कर 
या शरीर में स्वयं उत्पन्न होकर शरीरयत्र को हानि पुँ चावे 
या उसकी क्रिया में वाघा पहुँचावे ( विषादजनक हो ) उसे 
विप या (poison) प्वाइजन कहते हैं | प्राचीन आयुवेद रथों 
में अगद्‌ तन्त्र का उल्लेख निम्नलिखित wana, स्थानों व 
eit भादि के अन्तर्गत किया गया हे । यथा aia संहिता 
स सम्पूण करप स्थान, चरकसंहिता में चिकित्सा स्थान का 
2 at अध्याय, भष्टाइड्द्य में उत्तरतन्त्र के ३५, ३६, ३७ 
तथा ३८ च अध्याय, भष्टाइसग्रह में उत्तरतन्त्र का vo af 
अध्याय, द्वारीतसद्विता में तृतीय स्थान का ५६ al अध्याय, 
भावप्रकाद में चिकित्सा स्थान का ६७ चा अध्याय, शाईषर 
सहिता में यत्न तत्र, चासवराज्ञीय में २१ च २९ चाँ प्रकरण 
मे eq मतिविपों का वर्णन मिळता है। काश्यप सहिता 
त्तथा सर्वविध विपप्रतिपादिका के अन्तर्गत तथा अन्य 
कित्सा के ang यन्यों में मायः विष चिकित्सा का प्क 
अध्याय पाया जाता हे । 
Tra काशिपतिस्तपो वर्सभृता वरः | 
सुरनप्रखतीञ्छिप्याञ्छशासाइतशासनः ॥ ३॥ 
तपस्वीगण तथा धर्म को घारण करने बालों में श्रेष्ठ तथा 
wera अर्यात्‌ जिसकी आज्ञा चथा अनुशासन का 
उददन नहीं क्या जा सकता ऐसे काशिराज दिवोदास 
ar जीने अपने gunk शिप्यों से कहा ॥३॥ 
alert उण ने एक पाठान्तर € 
frre aoa चा प id 
— दे वर्मश्नुनाकर- । ase 
RAMPS ॥! धन्वन्तरिः--“वनु. शल्य, 
सस्या समियत्ति गच्छनीति घन्तरन्तरिः । यास्यदासर के पारद्षत 


विद्वान होने से धन्वन्तरि तथा जगदर्थसाधनाद्‌ sald, 
तस्यान्तो nf, अकालग्त्युसम्पादकोऽधर्मः, तस्यारिः व्याध्य- 
काल्मृत्युनिवतंनद्वारा इति ॥ भगवान्‌ धन्वन्तरि काशी के 
राजा थे तथा उनका नाम दिवोदास था । ये चिकित्सा शाख 
विशेष कर शल्य चिकित्सा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा प्रवत्तं 
माने गये हैं। इन्हीं के शिष्या में gga भी थे जो भगवान. 
धन्वन्तरि के प्रधान दिष्य थे। इन सुञ्चुताचार्य ने ही ग्रश्नोत्तर . 
विधि से अपने जगत्‌ प्रसिद्ध गुरु से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त 
कर उस प्रसिद्ध सहिता अन्थ की रचना की जिसको ‘gua 
सहिता” के नाम से चिकित्सा जगत्‌ जानता है । 


रिपवो विक्रमाक्रान्ता ये च स्वे कृत्यतां गताः | 
सिस्तक्षवः कोधविष fat प्राप्य ae ॥ ४॥ 
विपेनिंहन्युर्निपुणं safe दुष्टचेतसः | 
feat वा विविधान्‌ योगान्‌ कदाचित्सुभगेच्छया ॥ 
विपकन्योपयोगाद्वा क्षणाजह्यादसूननरः | 

An e विषाद्रच्यो Po 
तस्माहद्यन सततं f नराविपः॥ ६॥ 


विष से राजा की रक्षा-शौर्य, वीरता तथा विक्रम से 
जीते इए दाचु तथा अन्य लोग जो द्वेपवद् अपने age 
गए हैं वे लोग अवसर की प्रतीक्षा में रहते हुए अपने क्रोध" 
रूपी विप को उगछने अथवा छोड़ने के लिए मौका zea रहते 
हैं। ये दूषित मन वाळे ag आदि व्यक्ति अवसर पाकर 
निपुण राजा को fiat के प्रयोग से मार डाउतेहैं। 
इसी प्रकार कभी कभी feat भी सोभाग्य प्राप्ति की इच्छा 
से नाना प्रकार के विप मिश्रित योगों को ( अपने पतियों 
व पुरुषमिन्नों को) दे देती हे अथवा कभी कभी विष 
कन्या के उपयोग अथवा उपभोग से मनुष्य शीघ्र 
ही अपने प्राणों को खो वेठता है। इस fee राजवेद्यया 
कुशल वेद्य का कर्तव्य हे कि चह निरन्तर अपने स्वामी राजा 
तथा यजमान धनवान रोगी की विप से रक्षा करे ॥ ४-६॥ 

विमञ्चः-उपर्थुक्त पद्चांश की व्याख्या करते हुए डढहणा 
चायं ने व्यवस्था दी दे कि ‘ach. कुतो रक्षणीय शत्याइ- 
सिख॒क्षवः स्रष्टमिच्छव , alta विष क्रोधविषम्‌ a केवळ 
रिपवः स्वे चात्मीया अत्या" छत्यता गना" विद्वेष गता. । तथा च 
ृत्यशन्दार्थोऽमरकोपे-'कृत्य क्रियादेवतयोखिपु विद्विष्टकाय्ययो.? | 
इति ॥ विवर fax प्राप्य ताइश नृपति वधक्षम खियो दुष्टचित्ता 
विविधान्‌ योगान्‌ सयोगविषाणि प्राप्य कदाचिद्‌ अज्ञानात सुमगे- 
च्छया वा विविधान्‌ योगान्‌ सिस॒क्षवो दातुमिच्छन्त्यो राजान 
Prag | विषकन्योपयोगाद्‌ वा क्षणाञ्नद्यादमून्नर । उक्त च इन्ति 
स्पृशन्त्री स्वेदेन गम्यमाना च मैथुने । पक्व वृन्तादिव फल प्रश्नात 
यति मेहनन्‌ v उति | कृत्यतां गता इत्यत्र विकृति गता.? इत्यन्ये 
पठन्ति। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन करने पर भी यह 
स्पष्ट हो जाता है फि एक राजा पराजित हो जाने पर भी 
अपने विजेता राजा के विनाश के लिय gz, वळ, कौशल, 
विप, मारण, उघ्वाटनादि तान्त्रिक क्रियाओं की सहायत्ता लेता 
या भौर उस विजेता राजा के रसोइया, परिचारक, दासी 
भादि को मिलाकर उसके भोजन, जळ, पेय, aa भादि को 
विपाक्त करके उसके प्राणों का विनाश करने का प्रयल करता 
था । तथा कभी-कभी तो वह उस राजा के विनाश अथवा 


sary: १ ] 
प्राण नाञ्च के हेतु 'विषकन्या? का प्रयोग सी किया करता था 
जंसा कि भारतीय इतिहास का पक अत्यन्त ज्वलन्त उदाहरण 
हमारे सामने हे कि क्रिस प्रकार चाणक्य ने पर्वतेश्वर को 
विषकन्या के उपयोग से भरवाया था और सन्नाट्‌ चन्द 
के रास्ते से एक प्रभावशाली कण्टक को दूर किया था। 
विषकन्या-विषकन्या बनाने के लिए कन्या को चचपन से 
ही थोडी थोड़ी मात्रा में विष करा सेवन करवाया जाता है। 
इस प्रकार थोडा थोड़ा विय देना आरम्भ करते हैं। फिर 
धीरे-धीरे इस विष की मात्रा बढ़ाते जाते हैं अन्त में यह 
मात्रा इतनी अधिऊ हो जानी दे जो कि उस कन्या के लिए 
तो सद्य होती है किन्तु दूसरे प्राणी के लिए प्राणघातक 
ats प्रयुक्त विष कन्या के सम्पूर्ण शारीर में फेल जाता 
है। चुम्बन तथा सम्भोग आदि क्रियाओं के हारा यह विष 
दूसरे geri भी आ जाता है! इसी लिए ऊपर wat 
Sen ने व्याख्या करते लिखा दे कि-इन्ति स्पृशन्ती 
स्वेदेन, गम्यमाना च मथुने। पक्क वृन्तादिव फलं प्रञ्घातयति 
मेदनन्‌ ॥ इस विषकन्या की साधारण तथा fra लक्षण से 
पहिचान की जा सक्ती दै कि इसके शरीर पर जूं आदि कीट 
तुरन्त ही मर जाते हैं) इसी प्रकार ज्योतिष झाल के 
अनुसार वह जातक कन्या भी विपकन्या कही जाती है जो 
विषकन्या ata चिशेष में उत्पन्न हुई हो तथा जिसको अहाँ 
के योगायोग हे कारण वेधव्य योग होता हे sat प्रकार 
साजकळ की भाषा में fare, पूयमेह आदि योनिरोयों से 
पीडित खी भी विषकन्या कही जा सकती है तथा इसी प्रकार 
fax वथा wag आदि रोगा से पीडित पुरुषों को भी 
“विषपुरुप' कहा जा सक्ता दे किन्तु इनमें इतनी विषाक्तता 
नहीं होती क्रि घे प्राणी का हनन कर GF हॉ इतना अवश्य 
हो सकता दे कि फिरक् से पीडित खी aaa ge अपने 
चुम्वन तथा सहवास आदि से अपने साथी पुरुष या eft को 
फिरद रोग से अस्त कर दं! किन्तु wads से अस्त रोगी सें 
चुम्बन आदि में इतनी विषाक्षता नहीं रहती जितनी कि 
सहवास अथवा मधुन कम में, वसे आजकल विषकन्या का 
अयोग ATA TIGA नहीं क बराबर हो गया दे भर आजकळ 
के युग में तो विषङन्या विगत अतीत की ९क कथा मात्र ही 
प्रचीन होने ळगी et फिर भी अन्य आणहारक साधनों का 
प्रयोग तो आज भी अपने UTal के प्राणी के विनाश के fey 
प्रायः सचुष्य करते हैं और पहले से afirs daa तथा 
सफलता से। आए दिन इस प्रकार के इतान्त हमें समाचार- 
पत्रों में पढ़ने के लिए मिळते द्वी ढे लो इस प्रकार के विप- 
व्यवहार के प्रचार के उवळन्त उदाहरण हैं यथा भोजन में 
चिष मिलाकर सहयात्रियों के धन तथा प्राण छटना, खाद्य 
तथा पेय पदार्थों में विष मिळाकर थथा दूध आदि में संखिया, 
अफीम आदि विष मिळाकर दूसरे माणी को पिळा देना और 
फिर सङ्ञाहीन दो जाने पर गळा दाव कर इत्या कर देना 
या तिय सादि के प्रयोग से ही प्राणा का विचारा करना 
इस प्रकार प्रयुक्त किए जाने वाले दिपा में वत्सनाभ, 
संखिया, अफीम, कुचला, घतूरा, भाँग ओर पोटानियम 
साइनाइड ( 50% ) आदि विप gear हैं । 


यस्माच्च चेतोऽनित्यत्वमश्ववत्‌ प्रथितं नृणाम्‌ | 


केल्परुथानेमं 


3 
TET OR NRO ORR RRR PPR RAO POPPE SE DISSES, 
न विश्वस्याचतो राजा कदाचिदपि कस्यचित्‌ ॥ ७॥ 
राजा को विश्वात करने का निपेव-क्यों कि मनुष्यों का 
चित्त घोडे की भांति सदेव चंचळ रहता हे इसलिए चतुर 
राजाको चाहिए कि चह कभी किसी का विश्वास न करे 

( az सदेव सावधान रहे ) 1 ७॥ 


विमश.--इस सम्वन्ध में ढल्हणाचार्य जी का मत है कि 
"अश्ववदिति | आझुतमगत्या अश्वा उच्यन्ते, एतेन शात्रसचारित्वोः 
पटक्षणार्थ चेतोऽनित्यत्वसुक्त, aera भौप्नसचारित्व॑ नाना- 
भावेन चेतसः, तस्मात्‌ कदाचिदपि कस्यापि विश्वासं न विदध्यान्म 
हीपतिः। वेद्यविषये च विश्वासहेतु. सूत्रस्थाने 'विखन्त्यात्मनाऽऽ- 
त्मानन्‌? इत्यादिश्वोकेनामिद्वितः ॥ इसलिए वेद्य का विश्वास तौ 
राजा को भी करना ही चाहिए और इसी कारण आचाय ने 
स्वयं प्रथम सूत्रस्थान में व्यवस्था दे दी है यथा “विखुजत्या- 
स्मनाऽऽत्मानम्‌? | मन की चंचळता के विषय में तो गीता में 
स्पष्ट कहा यया है कि ‘sac दि मन- कृष्ण ! प्रमायि वळवदू- 
दृढम्‌ । aeng fare मन्ये वायोरिव उदुष्करन्‌॥ कविराज 
हाराणचन्द्र जी ने उपर्युक्त छोक में पाठान्तर का निर्देश भी 
किया है उनके मतानुसार कहीं कहीं ‘a विश्वत्याचतों राजा 
कदाचिदपि कस्वचित' के स्थान पर न विश्वतेव ततो राजा कदा” 
चिदपि कस्यचिद्‌ ॥' ऐसा पाठान्तर पाया जाता है। 


कुलीनं धामिकं स्निग्धं gud संततोत्यितम्‌ | 
अलुव्वमशठं भक्तं gaat प्रियद्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोघपारुष्यमात्सर्यमायालस्यविवरजितम्‌ | 
जितेन्द्रियं क्षमावन्तं छुचिं शीलद्यान्वितम्‌ || ६ ॥ 
मेघाविनमसंश्रान्तमनुरक्तं हितेषिणम्‌ | 

पटं प्रगल्भं निपुणं दक्षमालस्यवजितम्‌॥ १०॥ 
पूर्वोक्तश्च शुणेयुंक्तं नित्यं सन्निहितागदम्‌ | 
महानसे प्रयुङ्जीत वद्यं तह्विद्यवूजितम्‌॥ ११॥ 


पाकशाला में नियुक्त करने योग्य वध-वंद्य की योग्यता 
का निर्देश करते हुए भाचाय कहते दे कि बेथ कीन (उच्च 
कुलोत्पन्न अथवा aaa Ferra ), धार्मिक, सेह रखने 
चाळा अर्थात्‌ जेडी, घन-धान्यादि साधनों से युक्त, निरन्तर 
अपने कर्तव्य तथा दाख की बातों पर ध्यान देने वाला, 
छाळचरहित, धूतंताहीन, श्रद्धावान , say, देखने-सुनने 
में सुन्दर ( व्यक्तित्व से युक्त), क्रोध, कठोरता, मत्सरता, 
साया तथा साळस्य से हीन, नितेन्द्रिय, चमाशीक, पवित्र 
स्वभाव चाळा, झील तथा दया से पूर्ण चित्तवाछा, मेधावी, 
न थकने चाळा, भनुरक, दिताभिळापी, वक्ता, wares, 
चतुर, निघुण, छराळ, व्यसनरहित (aana, चतकमे, 
घृत्रपान, वेश्यागमन आदि दुव्यर्सनों से विरहित) तया 
तच्वाधिगतश्ात आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त, ada अयद 
(विषनाञ्चक ओपवि योगों ) को पास में रखने वाळा चथा 
qa विद्या तथा आयुवद के सम्यळ सम्पूण ज्ञान से युक्त वेद्य 
को तया अन्य आधुर्वेढज्ञां से पजित वध को राजा अपने 
महानस ( रसोई घर ) में नियुक्त करे। तथा इस प्रकार से 
नियुक्त unde की देख रेख में राजा के भोजन-पान आदि 
के लिए भोजनादि का निर्माण होप ८११ ॥ 


g सुश्रुतसंहिता 


विसर्श.-भाचार्य ढएहण ने उक्त छोकादि में वर्णित वेच- 
गुणा के विषय में निन्न मत प्रदर्शित किया है यथा 'स च वैद्यो 
गुणवानेव विवासमाजनमिति वेद्यस्य युणान्‌ निर्दिशन्नाह-कुलोन 
मित्यादि । कुठीनो क्वददष्टवोजक्षेत्रतया नाकार्थ्येषु प्रवर्तते । कुल- 
मत्रायुर्वेदाध्यायि कुछ ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यभेदेन त्रिविध, कुल्ुण 
सम्पन्नशद्रेंण सह चतुविधमित्यन्ये, तद्भवमिति गयी । fara Ger 
मित्रमावेन राशा सह व्यवस्थित , एतेन मित्रमिव सर्वेथा रक्षति । 
नत सम्यम्मृत यथा च दारीरयात्रा भवति । तया चोक्त 'सूपौदन 
घुतमल व्यसन इृढममलिनङ्र चासः ? इति । सत्ततोत्वितः अद्दोरा 
च्मध्ययनाध्यापनतदर्थचिन्तानृपश्रीरस्त्रास्थ्यापादानेषु तत्परो नि 
त्यामिउुक्त इति । परशुणविध्वसो मात्सयंम्‌ । माया-परवन्धन- 
बुद्धिः । अनुरक्त सदाऽऽतुरलूग्न रागयुक्तम्‌ । पढ़ वक्तार, FIST 
YE, दक्ष चतुरम्‌ , आठस्यवर्जन द्विरुक्तमत्यन्तनिपेधार्थम्‌ | gals 
युंगेरतत्वाधिगतश्ञाजाथे', इत्यादिकः | मद्दानसे रसवत्याम्‌ । तद्दि” 
घपूजितमिति तद्विधैः पाकनिष्ठिततत्त्वशाने, भिपरिमः पूजितम्‌ ॥? 
कविराज हाराणचन्द्र महोदय उपयुक्त छोकससुञ्चय में कुछ 
पाठान्तर भी मानते हैं यथा 'संततोत्यितस' के स्थान पर 
पपततोत्यितम!, 'मेघाविनमसंभ्रान्तमनुरक्त! के स्थान पर 
'सेघाविनससंभ्रान्तम!, ‘area’ के स्थान पर 'मदाळस्य? 
तथा 'दुदमालस्यवर्नितम! के स्थान पर ‘as मायाविवर्जि 
ay’ नामक पाठान्तर का भौचित्य स्वीकार करते हैं । 


प्रशस्तद्ग्देशकृत शुचिभाण्ड महच्छुचि । 

सजालक गवाक्षाढ्यमाप्तवर्गनिपेवितम्‌ १२ | 

विकक्रसृष्टससष्टं सबितानं कृताचेनम्‌ | 

परीक्षितस्रीपुरुप भवेश्वापि महानसम्‌ ॥ १३॥ 
WETS के ढक्षण--अब राजा के भोजन आदि के लिए 
रसोई केसी हो ? उसका वणन करते हुए आचाय कहते हैं 
कि प्रशस्त दिशा ( धाप्नेय कोण ) भौर प्रशस्त देश में वनाई 
हुईं, पवित्र वत्तर्ना चाळी, चढ़ी, शुद्ध साफ तथा स्वच्छु च 
gait, जाळी वाली, gar जाने के लिए प्रचुर चातायनों 
वाडी, विश्वस्त geal ( कर्मचारियों ) से युक्त, कड़ी आदि 
क लिए wea निश्चित स्थानवाछी, ga पर वितान (चदोवा) 
युक्त, oft पूजा की हुई तया परीक्षित एव विश्वसनीय sf. 

पुरुपादिर्फो से युक्त रसोई होनी चाहिए ॥ १२-१३॥ 

: विमदा “अशस्त देश के विषय में छिपते हुए aH 
सहिताकार sea ई कि 'इढ निवात अवातैकदेश सुसप्रविचार- 
Was पूमानपजटरजमामनभिगमनीयमनिष्टार्ना च gece 
रूपरसगन्यारना सोदपानोदू ये मूपलवर्चे. ? इत्यादि ॥ कविराज 
irs “गवाधाद्यमाश्तवर्गेनिपेवितस्‌? के स्थान पर 

गरा दाश्‍्यातमवयनिपेवितम्‌? नामक पाउास्तर का ौचित्य 
THAT परते ईँ। आचार्य दददण जी उपर्युक्त et की 
Tora TT दप कहते दे प्रश्नस्तर डियनाप्नेयी, देशस्नु प्रशस्त 
a “3% ROM, OP aque, सजाटक जालक 
3, THOTT WAAR 75, ape विगततृगत्यान 
Ba, यतन रसानासमीपे Qa न करणीय इत्युक्त भवति 
पाटण ठिगनडणदिद, कृपाय झवाप्रियूनननस । इति । 

न्यक नियुष्तीन प्रायो यैदयशुणान्वितम्‌ | 
सुद्दा दक्षिणा दक्षा पिनीनाः प्रियदर्शनाः ॥ १४॥ 


संविभक्ताः सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिराः | 
स्नाता SS संयमिनः कृतोषणीषाः सुसंयताः ॥१५॥ 
तस्य चाज्ञाविधेयाः स्युर्विविधाः परिकर्मिणः | 
राजसेवा के योग्य परिचारक-बहाँ पर उस रसपती में 
रसोई का अधिकारी अथवा अध्यक्ष वेद्य-गुर्णा से सम्पन्न 
मनुष्या को बनावे ( तथा ) काम करने वाले सत्य, पवित्र, 
कुलीन, चतुर; नम्र, देखने में सुन्दर, भिन्न-भिन्न कर्मों को 
करने वाले, fas, शुद्ध मन के, नख तथा केश FAT हुए, 
स्वरथ तथा सवल, स्नान किए हुए, चंचळतारहित, संयमी, 
सिर को (सफेद तथा स्वच्छ साफा या पगड़ी से) et 
हुए, संयत तथा भाज्ञाक्ारी च विनम्र होने चाहिए ॥१४१५॥ 
विमशेः-भध्यक्ष प्रवन्धक अथवा व्यवस्थापक को कहा 
जाता है जो कि Saget से सम्पन्न होने के साथ भोजनपाक' 
विद्या में कुशल तथा असुभवी भी होना चाहिए। आचार्य 


Sea उपयुक्त शोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि-, 


'अध्यक्षमविपतिम्‌ , वेचगुणान्वित वेद्ययुणे' कुलीनधामिकत्वादिभिं- 


युक्तमित्यर्थ, । 


आहारस्थितयश्चापि सबन्ति प्राणिनो यतः॥ १६॥ 
तस्मान्महानसे वेद्यः प्रमादरहितो भवेत्‌ | 
पाकशारा में वैध की साव५ानी- क्योकि मनुष्य का 


जीवन ( प्रधानतः ) आहार के आशित हे अतः अध्यक्ष वेच 
रसोई में सदेव ही सावधान तथा जागरूक रहे ॥ १६॥ 


माहानसिकबोढारः सोपोदनिकपौपिकाः ॥ १७ ॥ 
भवेयुवद्यवशगा ये चाप्यन्येइत्र केचन | 
पाकशाला के परिचारकों को वेध के अधीन रहने का 


निर्देश-रसश्ाला ( रसोई) में काम करने वाळे, पिष्टी 
पीसने चाळे, दाळ भात रोटी ( भोदन तथा सूपकार ) बनाने 
वाले कमंचारी तथा अन्य कर्मचारी भी जो रसोई में काम 
करने वाले हों वे सब अध्यक्ष aad अधीन रहकर काम 
करने चाले होनें चाहिये ॥ १७ ॥ 


विमर्शः-उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या आचायं ढल्हणने 


निम्न प्रकार से की हे “मादानसे नियुक्ता मदानसिका रसवती- 
पत्य इत्यर्थ’, वोढारो वोढादयो, Seatac कद्दारादयो वा । 
सौपा उपकरणभूतद्रव्यसाधकाः सूपन्य्नादिकारकाः, भौदनिका 
उपकार्यभूतभक्तस्य साधका , पौपिकाः पूपादिभद्ष्याणां साधकाः 
कन्दुका इत्यर्थ' । अन्येऽत्र केचनेति वेसवारकारकादयः॥? कविराज 
दाराणचन्द्र “चाप्यन्येऽन्नर' के स्थान पर “चाप्यन्ये तु! नामक 
पाठ का आदित्य स्वीकार करते हैं । 


इङ्गितज्ञो मचुष्याणां वाकचेष्टामुखवैक्ृतेः ॥ १८॥ 
विद्याद्विपस्य दातारमेभिलिब्लैश्व बुद्धिमान्‌ | 

न ददात्युत्तरं yer विवक्षन्‌ मोहमेति च॥ १६॥ 
अपार्थ बहु सङ्कीर्ण भापते चापि मूढवत | 
रुफोटयत्यङ्टलीभूमिमकरुमाद्विलिखेद्धसेत्‌ ॥ २० Il 
वेपथुज्ञोयते तस्य त्रर्तब्चान्योऽन्यमीक्षते | 

arn विचर्णवक्त्रश्च नखेः किव्विच्छिनत्त्यपि॥ २९ ॥ 
आलभेतासङदीनः करेण च रिरोरुहान्‌ | 
निर्यियासुरपद्ारेबीक्षिते व पुनः पुन. ॥ २२ ॥ 


अध्यायः १ | 


केल्पस्थॉनम 2 


ada विपरीत तु विषदाता विचेतनः | 
विष देने वाले का रुक्षण--मचनुष्यों के सकेत ( इशारों ) को 
समझने वाला, चतुर च बुद्धिमान मजुप्य वाणी, Aer, सुख की 
भाव भंगिमा जादिसे विपदाता aga को पहचान 
छे । विप देने वाला ager पूछने पर ( प्रश्‍न किये जाने पर ) 
उत्तर नहीं देता, बोलने की इच्छा च चेष्टा करता हुआ भी 
घवडा जाता दे । व्यर्थ की, इधर-उघर की निरर्थक बातें 
करता हे, बहुच वकचास करता हे, Tat की भांति qaar- 
पूर्ण बातें करती हे । अंगुलियों को चटकाता दै, भूमि को 
नसों व तिनक्रों से ङ्रेदवा है, अक्रारण हँसता डे । विपदाता 
मनुष्य रह रहकर काँपने लगता है, डरकर (भयभीत होकर) 
इधर-उधर या एक दूसरे की भोर देखता है । कृशगात्र चाळा, 
सूखा तथा उत्तरा हुआ ( चाम ) सुख वाळा, नखों से कुछ 
तोडता रहता है। चारवार हार्था से at को छता रहता 
हे, न जाने योग्य मार्गा से सागने का प्रयत्न करता है, 
वारदार सुड-सुइकर पीछे देखता जाता है। विपरीत चेष्टाये 
करता है तया संज्ञारहित, अज्ञान च मूठ हो जाता है ॥ 
चिमरोः--उपय्ुंक्त wan अपराधी सन वाळे मनुष्य के 
होते हैं जिन्हें arcana (Psychology ) में Guilty min- 
ded या Guilty Conscience वाला कहा जाता है। मन में 
चोर वेठ जाने कारण न जाने कितने प्रकार का तक-वितर्क 
युक्त सन्देह उस मनुष्य के मन में घुसकर घर वना लेता है 
आर उन्हीं के agen उपयुक्त मानसिक दुवल्ता-सूचक 
क्रियायें च saute प्रदर्शन करने लगता है। कभी कभी 
आकस्मिक भय या अपने से श्रेष्ठ मनुष्य के समक्ष जाने के 
समय अथवा भयावहत्व की अवस्था के समय सें मनुष्य में 
कुछ इसी प्रकार के लक्षण आने लगते हैं. जिन्हें मानस शा 
में Nervousness कहा जाता है और इन्दी Tait के कारण 
उत्पन्न होने वाळे सन्देह का निराकरण करने के लिये 
सुश्चतकार महोदय पुनः आगे कहते हैं कि 
केचिद्भयात पार्थिवस्य त्वरिता चा तदाज्ञया ॥ २३ ॥ 
असतामपि सन्तोऽपि चेष्टा कुत्रॅन्ति सानबाः | 
तस्मात्‌ परीक्षणं कार्य भ्रृत्यानामाहतेलेपेः ॥२४] 
विष देने वारे की परीक्षा करने का निर्देश-( किन्तु ) 
कभी-कभी राजा के भय से, wet के कारण या राजा की 
आज्ञा से सजन, निरपराध ager भी अपराधी च असाधु 
मजुप्य की भांति भाचरण कर बेंठते हैं। अतः इन Shit की 
परीक्षा समुचित आदर व सावधानी के साथ करनी चाहिये 
विमर्शा--चरककार ने विषदाता के लक्षणा का निर्देश 
निम्नलिखित रूप में किया हे यथा--अत्यर्यश्ञङ्कितः त्याद्वहुवाग- 
थवाऽह्ःवारिवगतळध्मीक' 1 आप्तप्रझ्तिविकारं विषप्रदाता नरो 
Za: ॥ (wo चि० अ० २३।१०६) अर्थात्‌ जो मनुष्य किसी को 
विष देने आता हे वह अत्यधिक दाकित रहता दे, उसे इस 
यात का भय रहता हे कि कहीं वह पकड़ न लिया जाते 
अथवा राजा को च स्वामी को इस वात का पतान चळ 
ज्ञाय वहया तो अपने अपराध को छिपाने के लिये 
age चोळता है अथवा बहुत थोदा योळता दै। उसके देह 
च मुख की कान्ति नष्ट हो जाती है और उस समय उसके 


स्वभाव में काफी परिवर्तन हुआ रहता है । इस प्रकार हाव- 
भाव आदि में विकार धन्य कारणों से भी हो सकता हे अतः 
कचल चेष्टाओं से सत्य को विपदाता न जान लेना चाहिये 
मर न विषदाताओं की चेष्टाओं के न करने से विश्वास 
ही कर ले। इसका निर्णय करने के लिये अग्नि द्वारा भोज्य 
अथवा पेय पदार्थ की परीक्षा कर लेना ही श्रेयस्कर होता है। 
अन्ते पाने TAKS तथाऽभ्यङ्गेऽवलेखने | 
उत्सादने BAT च परिपेकेऽनुलेपने ॥ २५॥ 
ag Tey Wg कवचाभरणेपु च | 
पाहुकापादपीठेधु प्रऐेपु गजवाजिनाम्‌ ॥ २६॥ 
Rages चान्येषु नस्यथूमाञ्जनादिषु | 
लक्षणानि प्रवद्यासि चिकित्सामप्यनन्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
विष देने के सावन--अन्न ( भोजन ), पान ( पेयवस्तु ), 
दुन्तकाएट ( दातुन ), अभ्यंग के हेतु अयुक्त होने वाले तेळ 
था पदार्थ में, अवलेखन (कधी अथवा शामा आदि में), 
उवटन, स्वान के हेतु प्रयुक्त किए जाने वाळे जळ, कषाय, 
परिपेक, चन्दन आदि लेप, माळा, वस्र, शय्या, कवच, 
आभुषण, जूता, आसन आदि में, हाथी अथवा घोडे की 
पीठ, as नस्य, धूम, भञ्जन भादि में विप देते हैं। यहां 
( जागे ) इनके लक्षण कहने के उपरान्त उनकी चिकित्सा 
का व्यास्यान किया जावेगा ॥ २५-२७॥ 
विमर्शः--प्रायः विप देने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले 
साधनों में से “भन्न ( भोजन ) तथा पान (पेय वस्तु ) तो 
मुख्य हैं किन्तु अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है 
इतिद्दास-प्रसिद्ध as उदाहरण हम छोगों के anak कि 
atgaa ने जयसिंह के पुत्र को विषाक्त सिरोपाव (एक प्रकार 
की दरवार में पहनी जाने वाळी पोशाक- वस्र विशेष ) 
प्रदान किया था जिसके पहनने से विष छोमकूर्पा से होकर 
जयसिंह के पुत्र के शरीर में व्याप्त हो गया था और फलस्वरूप 
चे ag at पा हो गये थे इसी घकार बीड़ी व सिगरेट में 
विष मिलाकर मी प्राणों का विनाश किया जा सकता हे । 
चृपभक्ताद्वर्नि न्यस्तं सविपं भक्षयन्ति ये | 
aaa ते विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः ॥ २५ || 
इतसुक तेन चान्नेन wi चटचटायते | 
सयूरकण्ठअतिमो जायते चापि दु सहः॥ २६॥ 
मिन्नार्चिस्तीदण्थूसश्च न चिरा्चोपशास्यति | 
चकोरस्याह्विवेराग्य जायते fasta तु ॥ ३०॥ 
इृष्ठाउन्न विषसंसृष्टे श्रियन्ते जीवजीषकाः | 
कोकिलः स्वरवेकृत्यं कौश्चस्ठु मदमृच्छति ॥ ३१॥ 
हृष्येन्मयूर उद्विम कोशात" झकसारिके | 
हंसः च्वेडति चात्यथ अ्चद्गराजस्तु कूजति ॥ ३२॥ 
wan fast fiat मुव्वति मर्कटः | 
सन्निकृष्टांस्वतः छुयोद्राअस्तान्‌ Bafa: ॥ ३३ ॥ 
वेश्‍्मनो5थ विभूपार्थ रक्षा थ चात्मन. सदा | 
विषमिश्रित अन्न के लक्षणादि--राजा के विपाक भोजन 
में से दी हुई बलि (ama, भोग आदि) को महिका 


६ सुश्रुतसंद्विता 


SRN NS ANT NT AS POP eI IIIT OO mn 


(aac), काऊ ( कौप) आदि जो भी खाते दें वे ata 
ही mga me aad! विपमिश्रित अन्न को आग सें 
gen से ( अगियारी देने से) चट-चट शब्द अत्यधिक 
होता हे तथा अमिशिसा (आय की weet) का रंग मोर 
की ग्रीवा की भाँति हरापन लिए हुए नीले वर्ण का हो जाता 
है, इस अग्नि का वेज असद्य होता है। ज्वाळा विभक्त (फटी 
हुई अग अछग ) होती दै, चुप में तीचगता रहती दे तथा 
अग्नि प्रायः शीघ्र ही चुम जाती दे। विपमिश्चित अन्न के 
सेवन से चकोर नामक पक्षी की आँखों की लालिमा नष्ट हो 
जाती है । विपमिश्षित अन्न को देखकर जीवजीवक नामक 
प्राणघारी तुरन्त मर जाता दे। विषा अन्न के कारण 
कोकिळ (dae) का स्वर विक्र दो जाता है, ate 
नामक पक्षी को मद चढ जाता डे अयूर अत्यधिक चचळ 
(दृ) एवं sien हो जाता दै, तोता तथा मैना क्रन्टन 
करने ळगते दै-चीखने चिल्लाने wat टॅ! हंस नामक 
ग्राणधारी ot जोर जोर से शब्द करने च चिल्लाने गता है । 
शुङ्गगाज्ञ नामक पदी विशेष रूप से कूजने ळगता दे । एपत्‌ 
नामक प्राणी (चित्तळ हरिण) क नेत्रा से agar द्वोने 
ळगता है और बन्दर तो विषाक्त अन्न को देख च सुंघकर 
तुरन्त ही मळ त्याग कर देता दै। इसलिये राजा को चाहिए 
कि वह इस प्रकार के विपाक अन्न की पहिचान के लिए 
ga पशु पत्तियों को घर में पाळे, ऐसा करने से दो छाम 
होते हैं प्रथम तो ae कि इन पशु-पचिय्रों से घर की शोभा 
बढ़नी दे तथा द्वितीयत' fae अन्न से अपने प्राणों की 
रक्षा भी होती रहती ठे ॥ २८-३२ ॥ 


ब्रिमः--ठकदणाचार्य महोदय ने उपयुक्त पद्मांश की 
enna करते हुए fears fe “एसरूपादिमिस्तडिङ्गशुदि- 
ग्न्नाद्‌--नुपमचाद्राजमोजनाद्‌ | दुनसुगित्यादि । छुतमुक वद्वि’ । 
aa सविपेगानेंन sears इनि श्वब्देन विपशानं, मयूरकण्ड- 
प्रत्तिम दति रुपेग विपदानं, तीदंग दमश्चेति गन्धेन विषधानं, रसेन 
विपदान ‘aca मक्षिकावाथसाठयः? उत्मनेनामिडितन्‌ | एवं 
श्रव्टादिमि पद्मि’ (aala.) frost प्रत्तिपाधापरेणायि 
पकारेण अकोरादियश्षिदृगच्छुरादिजिकारेग विषद्ञानमुदिद्वाति। 
चकोग््येन्यादि अक्चिवरान्य रूप्दणे-छक्रत्वमिति गयौ) विगन- 
रागे अक्षित मवठ इति समढाच्यो । जीवजीवकः पक्षिविश्वेषः 
aia दनि लुग्चि इति च खोके । मदमृच्छति धर्ष यातीत्यर्थ. । 
wang उद्विग्न इति उडिग्नश्चछित, सन्‌ agit दृष्येत 
Thies , विनतिरिद् चळढनार्था न सया, परस्परविरोवात्‌ । 
रोशन शुकसारिके टनि अयाद्रोदनशचव्छे कुरुत athe हुम” 
acts चात्यटमिति अतिशयेन शब्दायत sad) asc 
Fa ears असरको वूम्वाटमद्रछ Peers इविलोके, 
कदेति अन्यच शब्दापते, पूषनश्रित्रत्रिन्ट* feos उति लोके । 


उपक्षिप्रस्थ चान्नस्य ated प्रसर्पता ॥ ३४ II 
Saal addy शिरादु खं च जायते | 
नत्र नस्याज्न कुष्ट लाम नलं सथु ॥ ३५ ॥ 


IPs प्रलेपनम्‌ | 


ददि चन्दनलपस्तु तथा सुखमवाप्नुयान्‌ ॥ ३६ ॥ 


>“. PP PPE PLO ARPA LLL 


विषमिश्रित अन्न के बाष्प के कार्य--विपाक्त अन्न को खाने 
के लिये थाली में परोसते समय उसमें से निकछने वाले 
वाष्प के ऊपर उठकर सूवे जाने पर हृदय में पीड़ा, नेत्र की 
आन्ति तथा शिरोबेदना आदि लक्षण व्यक्त होने लगते हैँ 
इन सब लक्षणा के निवारणार्थ नस्य तया अअनके लिये 
कूठ, खस, जटामांती तथा मधु का प्रयोग करावे । शिरीप, 
इरिद्रा ( दृददी ) तथा चन्दन का लेप करे । हृदय-“प्रदेश पर 
चन्दन का लेप छगावे इससे उपयुक्त लक्षणा की निवृत्ति 
होने से सुख ( आराम ) प्राष्ठ होता ॥ ६०-३६ ॥ 

विमश.--कद्दी पर आचार्थ Seg ने इस पाठ में अन्य 
पाठान्तर भी पाया दै निसका निद॒दांन करते हुए वे लिखते 
हँ ठि वपक्षिप्तस्पेत्यत्न उखाक्षिप्तस्येति केचित्‌ पठन्ति, sar स्था- 
छाति ? इसी प्रकार कविरान द्वाराणचन्द्र ने भी ‘eras’ 
के स्थान पर "रामट? नामक पाठान्तर का भौचित्य 
स्वीकार किया है । 


पाणिप्राप्त पाणिदाहं नखशात्तं करोति च | 
अत्र प्रलेपः इयामेन्द्रगोपासोमोत्पलानि च ॥ 3 Il 
विषमिश्रिन अन्नके हाथ में ठगने पर प्रभाव के लक्षण-- 
( इसी प्रकार ) हारों में लगा हुआ विपमिश्चित अन्न हाथों 
में दाइ ( जळन ), नखश्यातन ( नसों का झड़कर गिरना ) 
आदि लक्षण उत्पन्न करता है । इसके प्रतिकारार्थ fag, 
TPIS, कटूफळ AT कमळ का छेप करें ॥ Ro ॥ 


विमर्श/--सुश्नुवसद्षिता के प्रसिद्ध टीकाकार Heer: 
चायं ने उपयुक्त सूत्र की व्यास्या निम्न रूप में की है ‘aa 
शाति नखपातनम्‌ | व्यामा ब्यामालता, प्रियद्दरित्यपरे, इन्द्रा इन्द्र” 
वारणी, गोपा छुगन्बमूळा सारिवा, इन्द्रगोप-दत्यन्ये पठन्ति, तत्रेन्द- 
गोपः कीटविशेषः, सोमा Isa, मोमळतेत्यन्ये, उत्पछ नीलोत्पलम्‌? 
इस प्रकार इन आचार्य ने सोम का अर्थ विछोय तथा 
श्यामा का श्यामाळचा अथ दिया दे! * 
स चेत्‌ प्रमादान्मोहाद्ा तदन्नमुपसेवते | 
अष्टीलावः्ततो जिह्वा भव्रत्यरसवेदिनी ॥ ९८] 
gad दह्यते चापि शलेष्मा चास्यात प्रसिच्यते | 
तत्र बाप्पेरितं कर्मं यश्च स्यादान्तकाष्टिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सविष अन्न के मोजन करने में दोप-यदि ale या eee 
के वशीभूत होकर age इस विपमिश्चित अन्नको खा 
जावा है तो उसकी जिह्वा ( जीम ) adter ( गुठळी, पत्यर 
अथवा ae ) की भाँति जकड-पंठ कर कडी एव रसज्ञान से 
facta हो नाती दे अथवा रस को नहीं पहचान पाती है 
तथा इसमें चुभने के समान पीड़ा ( दर्द और awa Het 
है, मुख से अतिमात्रा में wera, व छेप्मा ( कफ ) का 
स्राव होने लगता है इस प्रकार की श्रवस्था में 2०-३६ खोक 
के अन्तर्गत कही गई चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए 
अथवा आगे कही जाने चाळी ढन्तकाष्टयत विष के अन्तर्गत 
कही गई चिकिन्सा की योजना करे ॥ ३८-३९ ॥ 
विमदाः-आचार्य seen ने न्याया की दै कि 'दान्तका- 
fark बातकीपुष्पाठिमिः shana, तञ्च प्रतिमारणमप्रच्छिले 
दोक विवेथम्‌ इनि ॥? 


कल्पस्थानमू ७ 


अध्यायः १] 
TT 


मूच्छ छर्दिमतीसारमाध्मानं दाहवेपथू । 
इन्द्रियाणां च aged कुयोदामाशयं गतम्‌ ॥ go | 
तत्राशु मद्नालाबुबिम्बीकोशातकीफलैः | 
छद्न दथ्युदश्चिद्गयामथवा तण्डुलाम्बुना ॥ ४१॥ 
आमारायगत विष के लक्षण तथा चिकित्सा--भामाशयगत 
विषाक्त अन्न, ' मूर्च्छा, वमन, अतिसार, आध्मान, जलन, 
कम्पन और इन्द्रियों सें विकार करता हे । इस अवस्था में 
दुरन्त ही मदनफळ ( dans ), कडतुग्वी ( कडुदी तुम्बी ), 
कडुवी तरोई आदि के फलों से वमन करावे अथवा दही के 
पानी, तक से अथवा चावला के पानी से वमन करावे ॥ 


दाहं मूच्छोमतीसारं हष्णामिन्द्रियवेक्नतम्‌ | 
आटोपं पाण्डुतां काश्यं कुर्यात्‌ पक्काशयं गतम्‌ ॥8श॥ 
विरेचनं ससपिष्कं तत्रोक्तं नीलिनीफलम्‌ | 
द्वा दूपीविषारिश्च पेयो वा मधुसंयुततः ॥ 9३॥ 
पकाशयगत विष के छक्षण-पक्काशयगत विष दाइ, 
मूर्च्छां, अतिसार, तृष्णा ( प्यास का awa व अधिक 
लगना ), इन्द्रियों में विकार, आध्मान, पाण्डुता तथा कृशता 
Calder) उत्पन्न करता हे । इस अवस्था में नीळिनीफल 
का विरेचन घी के साथ देना चाहिए । दूषित विपारि अगद 
का सेवन दही अथवा मधु से सुख द्वारा पीकर करे ॥४२-४३॥ 
विमर्श!--ठपर्युक्त ४०, ४१, ४२ तथा ४३ वें श्लोकों को 
पढ़ने से प्रतीत होता दै कि मुख द्वारा लिए गए मोजन में 
मिश्रित विष के आमाशयान्न्न-प्रणाळी में पहुंचने पर मुख, 
जिह्वा, अन्नप्रणाळी ( 0९5०४५ ), आमाशय (Stomach ) 
तथा पक्काशय ( ००१९००० ) में पहुँचने पर किस प्रकार 
प्रतिक्रिया होती हे और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन 
कौन से लक्षण इष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं सव प्रतिक्रियाओं 
च ळइणादि का विशद वर्णन आाचार्य ने भपनी संहिता में 
आज से STAT ४-५ हजार वर्ष पहले किया था और जान 
जव हम जआधुनिकदृष्टथा विपविज्ञान ( Toxicology ) का 
अध्ययन करते समय उसी वर्णन को पढ़ते हैं तथा आयुर्वेद 
के संद्विताअन्थों में लिखित वर्णन से तुळना करते हैं तो 
हमारा मस्तक गतं से उन्नत हो जाता है कि जिस विषय की 
विवेचना भाज के वेज्ञानिक समस्त यत्रोपकरणों से सुसज्जित 
होने पर भी नहीं कर पाए हैं उसी विषय की विशद एवं 
साङ्गोपाड्गःविवे चना हमें आज से ३:४ हजार वर्ष पूर्व लिखित 
आयुर्वेद के संहिताग्रन्था सें मिळती है । 
द्रवद्रव्येषु सर्वेपु क्षीरमद्योदकादिषु । 
भवन्ति विविधा राज्यः फेचघुदूचुदजन्म च॥ ४४॥ 
छायाश्चात्र न इश्यन्ते श्यन्ते यदि वा पुनः | 
भवन्ति यमलाश्िद्रास्तन्व्यो वा विक्रतास्तथा।।8श॥ 
सविष द्रव द्रव्य के लक्षण-विपाक दूध, aa, जळ आदि 
सभी तरल पदार्था,में विप के कारण नाना प्रकार की रेखाएँ 
दृष्टिगोचर होने लगती हैं तथा उक द्रवों में बुद्डदादिक 
उत्पन्न होने छगते हैं। इन द्रव पदार्थो में साधारण की भांति 


कोई प्रतिबिग्ध दिखाई नहीं देता भौर यदि दिखाई भी देता 
है तो बह जुडा हुआ ( युग्मित, दो का ), छिद्वान्वित ( छेद 


वाला ), पतला अथवा विकृत आकार प्रकार वाला होता है ul 


Ly 
विमशः--उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए डल्हणाचार्य 


महोदय ने लिखा है क्रि--८्रवद्न्येपु क्षीरादिषु यत्‌ स्थूलं लक्षणं 
तदाइ-द्रवदरन्येव्वित्यादि । वित्रिधा राज्यो नानाप्रकारा लेखा" | 
विविधा राज्यः वाग्भटेन व्याख्याता , तथा च "नीळा राजी 
रसे तात्रा AR दधनि इच्यते । दयावा पीता5सिता तक्ते घृते पानी- 
यसन्निमा ॥ काली मधथाम्भसोः क्षौद्रे इरित्तैलेऽरुणोपमा? इति | फेने- 
त्यादि फेनस्य बुद्बुदस्य चोत्पत्तिरित्य4' । यमला युग्माः | Peat: 
सञुषिराः। तन्व्यः सूक्ष्माः। गयी तु तन्व्य aT 'अन्या? इति 
पठित्वा व्याख्याति । अन्यतरेषा पद्युनामिव छायाः विकृताः 
सौम्यस्यापि रौद्राः, रौद्रस्यापि सौम्या ? ॥ कहने का तात्पर्य यह 
हे कि आचाये चाग्मट ने ऊपर कही गईं विविध रेखाओं का 
वर्णन स्पष्ट रूप से दिया है और प्रतिदिन के अनुभव से भी 
हमें उपयुक्त उक्ति सत्य प्रतीत होती है क्यों कि 
प्रायशःदेखा ही जाता है कि जब किसी कारण से किसी घातु- 
निर्मित पात्र में रखा दूध विकृत हो जाता है तो तान्न पात्र 
में ag नीलवर्ण का इष्टियोचर होने छगता हे तो फिर यह भी 
सम्भव हे कि उक्त दुग्ध में ताम्रननित विष मिला देने पर 
उसका रंग नीला पड जावे अथवा उसमें नीले रंग की रेखाएं 
इृष्टियोचर होने wi इसी प्रकार दही में ताञ्नजनित faq 


यह तो 


तूतिया आदि मिला देने पर दघि में हरे रग की रेखाएं पड़ 


जाती हैं यही क्रम हम तेल, मधु, घृत आदि दव पदार्थों में 


भी देख सकते हें, इस प्रकार उक्त कोको को पढ़ने से एक 
विज्ञ वेद्य को इस बात का ज्ञान तो भली भांति हो ही जाता 


है कि विभिन्न पेय पदार्थों के विषाक्त होने पर कौन-कौन से 


विकृतिसूचक छइण दृष्टियोचर होते हैं । अस्तु । 

शाकसूपान्नमांसानि क्लिन्नानि विरसानि च | 

सद्यः पयुपितानीव बिगन्धानि भवन्ति च ॥ ४६ ॥ 

गन्धवर्णरसेहीना: सर्व भक्ष्या: फलानि च | 

पक्कान्याशु विशीर्यन्ते पाकमामानि यान्ति च tvs 

सविष शाक, दाल तथा भक्ष्य फल के लक्षण-शाक, दाळ, 
अन्न तथा माँस आदि आहार दव्यो के विपाक होने पर थे 
छिन्न, स्वाद्रहित, तुरन्त ही बनाए गए होने पर मी वासी 
की भांति से दीखते हैं। इनकी गन्ध नष्ट हो जाती है । इस 
प्रकार सभी भचय पदार्थं विपाक होने पर गन्ध, वर्ण, रस 
आदि से रेहित हो जाते हैं । इसी प्रकार पके हुए फळ भी विप 
से युक्त होने पर शीघ्र ही सड जाते हे तथा कचे फळ विष के 
प्रभाव से शीघ्र पक जाते हैं ॥ ४६-४७ ॥ 
विमशः--इसी प्रसङ्ग में कौटिल्य अर्थशासत्र के प्रथम 

अधिकरण के २० चें अध्याय में लिखा मिळता है कि यदि 
भोजन में विप मिला हो तो अभि में उसकी छपर नीली भौर 
उसमें से निकलने वाला gay भी नीळा ही निकलेगा तथा 
अञ्चि में चटचट शब्द होया । यदि उस अन्न को पच्चियों ने 
खाया होगा तो वे भी उसी समय तड़फड़ाने लगेंगे। उस 
अन्न में से जो वाष्प ( साप Vapour ) उठेगी वह' भी मयूर 
( मोर ) की ओवा के समान नीले रंग की होगी । विपः 
मिश्रित पकाया हुआ अन्न शीघ्र ही उण्डा हो जाता है तथा 
तोड्ने-फोडने पर उसका रग भी अन्य प्रकार काहो जाता है। 


= सुश्नुवसंहिता 


किसी विप के संयोग से भोजन में से जळांश एयक होने लग 
जाता है और कित्ती विष के सम्पर्क से भोजन aga ही रूखा 
चन जाता है। इसी प्रकार चरककार ने भी च. चि. अ. २३ 
के ११०-११४ Hata उक्त विषय का विवेचन करते हुए 
जिजा हे कि। पाने नीला राजी वैवर्ण्य स्वा च नेक्षते छायाम्‌ । 
विकृतामथवा पइ्यत्ति लवणाक्ते फेनमाला स्यात्‌ ॥ ११०॥ पाना- 
aa}: सविषयोर्यन्येन शिरोरुजा हृदि मूच्छ च । trae पािश्ञोयः 
इप्यट्ुलिदाइतोदनखभेदा ॥१११॥ मुखतास्त्रोचिमचिमा जिह्वाः 
शूना जडा विवर्णी च । दिनदर्षहचुस्तम्मास्यदाइळालागलविकारा' 
॥ ११२॥ भामाशय प्रविष्टे वैवर्ण्यं स्वेदसदनमुत्वलेद. । दृष्टि- 
दृदयोपरोधो दिन्दुशतेत्रौयते चाङ्गम्‌ ॥ ११३ ॥ पक्काशये तु याते 
मूर्च्छामदमोद्ददाइवलनाद्याः । तन्द्रा कार्य च विपे पाण्डुत्वं 
PAA स्वाव॥ ११४॥ अर्थात--पान दव्य (दूध आदि ) में 
यदि विष संयोग हो तो उसमें नीळवर्ण की रेखा दिखाई 
देती है अथवा उसका वर्ण ही विकृत हो जाता है। अपना 
प्रतिविम्व दिखाई नहीं पढ़ता अथवा यदि प्रतिविग्व दिखाई 
पडता है तो वह विकृत होता है। यदि उस दव में नमक 
डाला जाय तो झाग यहुत उठता दे ( परन्तु इसी परीक्षा 
पर ही भाधारित नहीं हो जाना चाहिये 1 विपमेद से एक ही 
द्रव में भी नाना प्रकार की राजियाँ (रेखा) उत्पन्न हो 
सकती हँ) | rege पेय दव च भोज्य अन्न की गन्ध से शिर 
में पीड़ा हो जाती हे भौर हृदय पर प्रभाव होने से मूच्छ 
सी हो सकती है। स्पा से हाय में शोथ च gh ( वहाँ की 
संज्ञावाहिनी नादयां का कार्य न करना), अंगुळियों में 
दाह अथवा व्यया हो सकती है, Tal में मेदनवत्‌ पीड़ा होती 
है अथवा नख टूटने लगते हैं। अतः जव उस भन्न को खाते 

% ह 
ईँ वा उस विषाक्त ca को पीते हैं। तव मुख, तालु 
ate होंठों में चिमचिमाइर पूर्ण वेदना होती हे। जीम 
सूज जाती है तथा wera (स्तब्ध) हो जाती है 
तया उसका वर्ण भी विकृत हो जाता हे । दन्तहर्ष, 
इनुस्वस्म, GATE, छाळाख्ाव तया गले में विकार हो जाते 
ay es fans अन्न या पेय द्रब्य के पहुँचने पर 
वद्यो की विवणता होती है, पसीना आता है, शिथिलता 
तथा saad ( जी मिचळाना ) होता हे । इष्टिरोघ और 
हृद्य का उपरोध ( अपना कार्य न करना ) तथा azat 
(857००१९ ) ) होता दे, जामाशय में Gadi विन्डु सहद 
स्फोट हो जाते है । उसी विषाक्त wa के पक्काशय में पहँचने 
पर मच्छ) मद, मोह (इन्द्रियों का स्व-विषय ग्रहण में असमर्थ 
होना 2 दाह चया Fries होती है तथा विष के उदर सें 
रहने पर तन्द्रा, इशठा और पाण्डुता होती है । ( पक्षाशय 
से अणी एवं उद्र से अभिमाय Sra तथा बृद्ददन्त्र दोनों 
सिका के wedi में भी विद मय मे Rome 
wan दृष्टिगोचर होते हैं र्‌ लिखित 
न 
(२) मुख में दाह पय ac ( 7०9८) अग्डीय होता है। 
मथा गडे में दाइ, नो यद ७ आ विदा 
(प GIT (पर 
२) चमन दाना है, निसमें ञमादयान्मप्रणाठी 


से छैष्मिक कला के इकडे भी पाए जाते हैं । (४) तृष्णा 
(प्याप्त ) की अधिकता होती है। (५) मुख से कष्ट के साथ 
शब्द निकळते हैं अथवा freee नहीं निकलते । (६) उद्र 
में शोथ, पीडा एवं हृदयावसाद्‌ (cardiac failure ) 
(७) त्वचा का अधोभाग स्वेदयुक्त होता है । (०) नाडी 
gas हो जाती हे तथा (९) श्वास अति कठिनता से आती 
जाती है। इसी प्रकार क्षारीय विप के सामान्य लक्षण निम्न" 
लिखित होते हैं । (१) ga में कपायपन तथा गळे च आमा 
शाय में दाहयुक्त उष्णता का अनुभव होता है। (२) वमन 
प्रायः कम होता दै किन्तु वमन का र्ग भूरा होता है तथा 
चमित द्र्य में रक्त एव छेप्मिक कळा के टुकड़े भी पाए जाते 
हैं! (३) विरेचन होता है (४) उदर शूल, aged 
एव सुख से आमाशय तक छालिमा एवं शोथ होता हे इस 
प्रकार यदि हम इन लक्षणा को आयुर्वेदीय अन्थोक लक्षणों 
से मिळावें तो हमें उनमें अनुपम साइश्य मिळता हे जिससे 
हमें इस वात का गौरव होने ल्गताहे कि भाज से कई 
सहस्र वर्ष पूर्व लिखे गए अन्थों में भी इस सम्बन्ध में कोई 
वात वर्णन से छूटी नहीं थी । अस्तु | 
विशीर्यते कूर्चेकस्तु दन्तकाष्ठगते विषे। . 
जिह्वादन्तौष्ठमांसाचां श्वयथुः्योपजायते ॥ ४८ ॥ 
अथास्य घातकीपुष्पपथ्याजम्वूफलास्थिभिः | ' 
सक्षौद्रे: प्रच्छिते शोफे aged प्रतिसारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथवाउज्लोठमूलानि त्वचः सप्तच्छदस्य वा । . 
शिरीषसापका बा5पि सक्षोद्राः प्रतिसारणम्‌ ॥ ५०॥ 
सविष दातुन आदि के लक्षण तथा चिकित्सा- दुन्तकाए 
€ दांतुन ) में विष संचार होने पर दातुन की छूची झड़ने 
लगती दे। जिह्वा, ओए, दांत और मसुदे सूज जाते हैं । 
(इसकी चिकित्सा के लिए ) इसमें पाछुना om कर धाय के 
फूछ, BS, जामुन की गुठळी आदि को' मधु में घिस कर 
मसूढ़ों पर as ( घर्षण अथवा प्रतिसारण करें) अथवा 
अंकोठ की मूळ या aga की are, शिरीप के वीज इनका 
मधु के साथ प्रतिसारण ( घर्षण ) करे ॥ ४८-५० ॥ 
विमशा--चरककार ने भी दन्तकाष्ठयत विप के लक्षणों 
का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 'दन्तपवनस्य कूर्चो विशीयंते 
दन्तोष्ठ्मांतशोफश्च? ॥ ( च, चि. अ. २३।११५ ) दातुन की कूची 
टूट जाती हे तथा ओए एवं मसूढ़ों में शोय हो जाता है | 
जिहानिलंखकवली दन्तकाष्ठवदादिशेत | 
सविष जीमी, कवलादि at चिकित्सा--जिह्वानि्छेखन 
( जीभी, Tongue cleaner ) सौर कवळ ( गण्डूष, कुल्ला 
अथवा ७०८४९ ) के चिप से दूषित होने पर दांतुन के प्रसङ्ग 
में कही गई चिकित्सा करे ॥ 
पिच्छिलो बहुलोऽभ्यङ्गो विवर्णो बा विपान्ब्रितः ॥५१॥ 
स्फोटजन्म रुजा खाचस्त्वकपाकः स्वेदनं ज्यर' | 
दरणं चापि मांसानामभ्यन्गे बिपसंयुते ॥ ५९ ॥ 
तत्र शीताम्वुसिक्तत्य कर्तेव्यमनुलेपनम्‌ | 
चन्दनं तगरं कुष्टमुशीरं वेशुपत्रिका ॥ ५३॥ 


श्रध्याय' १ ] 
20 tee NE ye ee ae 
सोमवल्लयम्ता शेता पद्म कालीयकं त्वचम्‌ | 
कपित्थरसमृत्राभ्यां पानमेतञ्च get ॥४४॥ 
सतिप *पण आदि के लक्षण तथा चिक्रित्मा-विपाक्त 
avaz—fifze ( चिपचिपा ), गाढ़ा, विवर्ण हो जाता है । 
इसके सेवन से स्फोट (छाले ) उत्पन्न हो जाते हैं, पीड़ा, 
स्राव, त्वक्‌-पाक (त्वचा का पकना ), पसीना भाना, ज्वर 
कौर त्वचा का विद्रण ( त्वचा का फटना ) होता है। इसमें 
( विपञ्च्ट मनुष्य को ) शीतळ जल से खान करा कर चन्दन, 
तगर, फूट, सरस, चंशपत्र ( बांस के पत्ते ), गिळोय (अमना), 
अपराजिता ( कोयळ ), alas काए तथा दालचीनी को 
efva (Fa) के रस और गोमूत्र के साथ पीस कर शरीर 
पर लेप करें तथा इसको पीय सी ॥ ५६-०४ ॥ 
विमश्ञः-आधार्यं हरहण ने उक्त cate की व्याल्या 
करने हुए feat हे-पिडिठळ इत्यादि । अन्यज्ञोञ्ञान्यजनद्रव्य 
नलादि। ददली घन- । वेगुपत्रिका वंशपत्राणिः अन्ये वेगुपत्रिसां 
वँदासदुशपचिकादव्यास्नरमादुः। मोमदछौ युद्ध दी । STAT असुता 
az: सर्परिका दुत्यकम्‌, उत्तर पदलों पाठ, खना श्रेतस्यन्द', कालीयक 
दान्टरिद्रा । त्वचे वराइम्‌ | सठमनुलेपन छौततोयेन । मूत्र गोमू- 
व्य । एतज्ञेति चन्दनादिकम्‌! ॥ इस प्रकार नाचार्थ डदहण ने 
aan से ager का nen कर नुत्य का पाठ क्रिया है। 
खेचा से श्वेतस्यन्द का पाठ जिया दे तथा श्वेत का प्रयोग श्वेत 
सचा के लिए मी प्रयुक्त माना दै । वस्तुतः और सभी पाठों 
के विषय में कोई आपत्ति नहीं भी होनी चाहिए किन्तु aan 
के लिए 'अम्टुतासद्ग? अथवा तुव्यका पाठ व प्रयोग तो उचित 
ud चर्कसम्मत प्रतीत नहीं होता, वित्रादास्पट विपय़ हो 
जाता दै 1 अस्तु । 
उत्सादने परीपेके कपाये चानुलेपने । 
शब्यावद्चतनुत्रेप क्षेयमभ्यद्ञलक्षणेः ॥ ५५ ॥ 
सविध उत्सादन परिपेक्र, कधाय, अनुलेपन, दाय्या, वसन तथा 
कवच के टक्षय और चिद्धित्ता-उत्सादन, परिपेक, कषाय, 
अनुरेपन, UU, चख और कवचो में विष का योग होने 
पर अम्यद्ग के समान लक्षण और चिकित्सा का विधान 
क्रिया जाता हे ॥ '५५॥ 
केशशातः शिरोदु'खं खेभ्यश्च रुधिरागमः | 
पन्थिजन्मोत्तमान्नेपु विषजुष्रेऽवलेखने ॥ ५६॥ 
प्रलेपो बहुशस्तत्र भाविताः कृष्णमृत्तिकाः | 
ऋष्यपित्तथृत्तश्यामापालिन्दीतण्डुलीयके- ॥ ४७ ॥ 
गोमयस्वरसो चाऽपि हितो वा मालतीरसः | 
रखो सृपिकपरण्यों वा धूमो वाडगारसंभवः ॥ ४८॥ 
सविप att आदि के प्रयोग करने पर लक्षण तथा चिकित्ता-- 
बची आदि वस्तुओं के विप से युक्त होने पर तथा उनके 
age fee जाने पर Sal का पतन, शिर में पीड़ा, रोमकूर्पा 
से wangla ( रोमकूर्पा से रक्त निकलना ), शिर में गाठे 
( फुन्सियाँ ) उत्पन्न हो जाती हे । इसके प्रतिकार के लिए 
काळी मिट्टी को रोड! नाम से प्रसिद्द नीछाण्ड an के पित्त, 
शृत, श्यामा (frig), निशोध, तण्डुटीयक (चौछाई) आदि 
से कई वार भावित करके लगावे अथवा गोबर का रस या 


2 Ge क? 


कल्पस्थानम्‌ ६ 


AR “€ “५४५ RARE NT NNN ONIN DDL DD LPL LLL AAO 


चमेळी का स्वरस शिर पर छगावे था मूपाकर्णी अथवा 
मूपकपर्णी का रस या गृहधूम (घर का gal) लगावे ॥५६-५८॥ 
विमशः--आचार्य seg ने उक्त श्छोक्नों की ध्याक्ष्या 
करते हुए लिखा है--केशशान इत्यादि । ऋष्यपित्तुतश्यामादि- 
स्वरसः मप्ताट भावितया छ"्गसरूदा बहुशः प्रलेपो दिन इत्यर्थः 1 
Rep नोलाण्ट'रोर' इति प्रसिद्वः । कालसण्डल श्नलिकामध्यगत- 
जले पित्तम्‌ । दयामा frag , पालिन्दी Pro, मूषिकपर्णी, द्ववन्ती, 
द्रव्यान्तरमिति अन्ये । प्रलेपशब्दों गोमयस्वरसो वेत्यत्र द्वितः 
शब्देन ar सम्वन्वनीयः, तेन गोमयरसादिम्रलेपो वा feat 
मवनीति सम्बन्धन स्यात्‌ । 
शिरोऽभ्यङ्गः शिरस्राण ज्ञानमुप्णीपमेव च | 
aaa बिपसंसृष्टाः साघवेदवलेखनात्‌॥ ५६॥ 
मिष तेलादि का शिर पर अन्यन्न ण्व सविष कवच, साफा 
नथा माला धारण करने पर लक्षग तथा चिकित्मा--शिर का 
aria ( तेल भादि Har ०1), पिरखाण ( लोहे का रोप 
Helmat ), स्नान का जळ, पगडी, साछायें इनके विष से 
युक्त होने पर उपर्युक्त कची के समान wan एवं चिकित्सा 
का विधान साने ॥ ५९ ॥ 
विमर्ः-~चरककार ने भी शिर पर Raga तेल के 
अभ्यद्ग का प्रभाव बताते हुए लिखा कि-'केदाच्युति झिरो- 
gorge: सविषे डिरोऽभ्यद्ने ॥ Ca चि, अ, २३११५) यदि 
शिर पर किया गथा avrg विपयुक्त हो तो वाळ ( केश) 
गिरते हैं और शिर में अन्थियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार 
स्नान आदि में विप के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखते हैं 
क्रि-'त्नानान्यद्वोत्साइनवखालक्लारवर्णीदुंग्टेः | कण्ड्वतिलोमहर्पाः 
फोठपिटकाचिमचिमाः शोयाः ॥! (च. चि, अ, २३११६) स्नान, 
अभ्यङ्ग, उवरन, वख, आभूषण, वर्णक ( अङ्गराग Rouge 
आदि सौन्दुर्यप्रसाधन ) भादि यदि Rage होवें तो कण्डू, 
रोमहर्ष, कोठ, पिढिकाए, चिमचिमायन दोना तथा शोथ 
हो जाता है । इसी प्रकार सुश्रुतोक्त ‘ware’ शब्द से अमि" 
प्राय शोधन काथ का हे अथवा कपाय से मुख पर श्वययारार्थ 
लगाए जाने चाले रागकादि का अर्थ ग्रहण करना चाहिष्‌ ॥ 
gaat मुखं श्याव युक्तमभ्यङ्गलक्षणः | 
पिनीकण्टकग्रख्यैः कण्टकश्वोपचीयते ॥ ६०॥ 
तत्र aisgd पानं प्रलेपश्चन्द्न धूतम्‌ | 
पयस्या मधुकं फञ्जी बन्धुजीवः पुननंवा ॥ ६१॥ 
af wea za से मुख fea होने पर लक्षण तथा 
तितित्सा-सुख के आलेप के विप से युक्त होने पर है विप- 
ae) मुख श्यामवर्ण, विपैले अभ्यङ्ग के समान छघर्णो वाळा 
हो जाता दै । पझिनीकण्टक के समान कांटों ( फुन्सियों ) से 
भर जाता है । इसके प्रतिकार के लिए मधु घृत का पीना, 
चन्दन, घी, विदारीकन्द, gaat, भारङ्गी, दुपहरिया तथा 
पुनर्नवा आदि द्रच्यों का लेप करे ॥६०-६१॥ ५ 
विमर्शा--कविराज दाराणचन्द्र जी ने उपयुक्त श्‍लोक 
में “सुखालेपे शब्द के रथान पर 'सुखलेपे? वदू के औचित्य 
को स्वीकार करते हुए पाठान्तर होने का निर्देश दिया है 
जो विचारणीय S| चरककार का मत हम पिछले wis 
(०९ वें श्लोक) की व्याख्या करते समय दे ही चुके हैं अतः 
उसी वक्तव्य की पुनरावृत्ति करने से भी कोई लाभ नही ह्वा 


१० सुश्रुतसंहिता 


अस्वास्थ्यं कुछ्नरादीनां लालाखाबोडक्िरक्तता 4 
स्फिकपायुमेढसुष्केषु यातुश्च स्फोटसंभवः 
तत्राभ्यङ्गवदेवेष्टा यातृवाहचयोः क्रिया | 


निपयुक्त वाइन के लक्षण तथा चिकित्सा-हाथी, घोडे आदि 
चाहनों की पीठ पर विप लगाने से हाथी, घोडे आदि वाहन 
पशु रुग्ण हो जाते हैं, उनके सुख से ळाळाखाव होता रहता 
हे तथा we छाल हो जाती हैं तथा उनपर सवारी करनेवाले 
मचुष्य के नितम्ब, युदा, मेहन ( मूत्रेन्दिय ) तथा सुप्क 
( घण्डकोपों ) पर स्फोट ( छाले ) उत्पन्न हो जाते हैं, इन 
लक्षणो के प्रतिकार के लिए अभ्यङ्ग के भ्रसग में कही गई 
चिकित्सा उस चाहन तथा विप से प्रभावित मनुष्य की करें ॥ 

विमर्शः--कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने “यातुश्च? 
नामक शब्द के स्थान पर ‘gig’ शब्द के औचित्य को 
स्वीकार किया दै और वह उचित भी हे । आचार्य seer ने 
भी उक्त शब्द की ब्याख्या निम्न प्रकार से की है-गराहुः 


भारोइकस्य । यातृवाहनयो* क्रियेत्ति । अत्र यातृशब्द आरोहक 
पर्य्याय इति । 
रोणितागमनं खेभ्यः शिरोरुकफसंस्रवः ॥ ६३॥ 
नरयधूमगते लिड्ठमिन्द्रियाणां च वैकृतम्‌। 
तत्र ठुग्धंगेबादीना सपि' सातिबिपैः शतम्‌ ॥ ६४ || 


पाने नस्ये च सश्चेतं हितं समद्यन्तिकम्‌ | 


समिप नस्य तथा धूम के लक्षण तथा चिकित्सा--नस्य और 
धूम से विप होने पर-नाक से रक्तप्रवृत्ति होती हे, fire मे 


वेदना, कफ का स्राव तथा इन्द्रियाँ विकृत हो जाती हैं। 


इस अवस्था सें गाय भादि के दूध से, जतिदिपा ( भत्तीस ) 
घृत पीने तथा नस्य कर्म के लिए 
सयुक्त करना चाहिए। करभी ( श्रेतवच ) तथा मेंहदी के 
aes से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग उत्तम तथा श्रेयस्कर 


करक द्वारा fas 


होता हे ॥ ६३-६४ ॥ 
विमर्शः-कोई कोई आचार्य अतीस, 
( अथवा फोयळ ) इन तीनों देव्यो के करक 
भयोग कराते हैं | भाचाय डल्हण ने उपयुक्त 'सश्चेतम्‌’ इस 
शब्द का 'शवेतवच के साथ? अर्थ किया हे जवकि कई 
विद्वान 'सश्चेतस्‌? शब्द का तात्पय "वेत भपराजिता! नामक 
वनौपधि द्रव्य से क्या है। अतः यह समस्या विद्वानों के 
द्वारा विचारणीय तथा महत्वपूर्ण प्रतीत होती है । 
गन्धहानिविवर्णत्व पुष्पाणां स्लानता भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
जिव्रतश्व शिरोडःखं वारिपृर्ण च लोचने | 
तत्र बाप्पेरितं कम मुसालेपे च यत स्मृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सचिष पुष्प के रक्षण तथा चिकित्मा-विपेले धुष्पों में गन्ध 
दा नष्ट होना, विवर्णना तथा महि 
आदि won होते ई | पे 
i भ पीड़ा तया औँतों 
मत्तिकार क॑ हेतु विपाक्त बाप्पों की सो पेले मख. 
शाक be शा at की भाँति तथा चिपैले सुखः 
, Pat --चरकरार ने भ॑ 
परेन दिया ह--( माऱ्यमगन्य 
तिमली खामि angie च दनि TEC च, चि, अ, 


. 


मेंहदी, श्वेतवच 
का एक साथ 


२३।११९ ) अर्थात्‌ पुष्पों की माला विपदूपित होने पर गन्ध 
रहित होती है और शीघ्र सुरक्षा जाती हे तथा साथ ही शिर 
में पीड़ा और रोमाञ्च होता हे। तथा धूम के विपथुक्त 
होने पर स्रोत ( विशेषकर छाती के) स्तब्ध हो जाते हैं 
र नाक एवं नेन्नों को हानि पहुँचती हे । 
कर्णतेलगते श्रोत्रवैशुण्यं शोफवेदने । 
BIST तत्राशु कर्तव्यं प्रतिपूरणम्‌ ॥ ६०॥ 
स्वरसो बहुपुत्रायाः सघृतः क्षौद्रसंयुतः| 
सोमबल्करसश्चापि सुशीतो हित इष्यते ॥ ६८ ॥ 
कर्ण में छोडे gt सविष तैल के लक्षण तथा चिकित्सा-- 
कान में डाळे जानेवाले तेळ के विपैला होने पर-सुनाई न 
पड़ना, कान में शोफ, वेदना तथा कर्ण्राव ( कान वहना ) 
होता है। इस अवस्था में तुरन्त ही शतावरी का स्वरस, 
घी तथा tg मिलाकर डाळे । कट्फल का शीतल रस भी 
गुणकारी च छाभप्रद होता है॥ ६७-६८॥ 
विमशः--भारतीय (ana, वैदिक अथवा हिन्दी 
भाषा के ) साहित्य में कर्णमार्ग से विपःप्रयोग का 
वर्णन तो प्रामः भळभ्य सा ही है किन्तु ize साहित्य के 
महान्‌ कवि तथा नाटककार शोक्सपीयर ने अपने रचित 
एक नाटक 'हेमलेट' सें विप्रयोग की इस विधि का विवरण 
दिया है। इस नाटक के कथानक के अनुसार ‘ened 
राजा का छोटा भाई अपनी राज्य लिप्सा के शामनार्थ अपने 
बड़े भाई के कानों में जव कि डेन्मार्क नरेश अपने उद्यान 
में सो रहा था विपाक्त Fe, अथवा विप की दूँदें डाळ देता 
हे जिसके फलस्वरूप उक्त राजा की सुप्तावस्था में ही अति 
रहस्यपूर्ण खरत्यु हो जाती है फिर वह छोटा भाई अपनी 
भाभी ( भाई की खी तथा राजकुमार हैमळेट की माता) से 
विवाह कर लेता है और युवराज हैमलेट के अधिकार को 
हडप कर स्वय डेन्माक का राजा वन Gears भोर इस 
रहस्यमयी we का अनावरण Baral भपने पुत्र से करती 


है भौर अपनी ag के प्रतिशोध की कामना करती है 


परिणाम स्वरूप दैमलेड अपने पिता की आत्मा के कथना- 
चुसार एक नाटक का आयोजन कर उसी विपदान के दृश्य 
की पुनरावृत्ति करता दै और इस प्रकार अपने पिता के 
कथित हत्यारे का पता लगाकर उसकी wey का प्रतिशोध 
लेकर स्वयं vit ag को प्राप्त होता हे । इस दु'खान्त किन्तु 
जगत्‌ प्रसिद्ध नारक में महान नाटककार शेवसपीयर ने 
कणंमा्गे से विप-प्रयोग की विधि का सविस्तर विवरण देकर 
अपनी अनूठी सूश्च बूझ का अनुपम परिचय दिया है । 

MARA दाहश्च वेदना दृष्टिविश्रमः | 

अञ्जने बिपसंसृष्टे भवेदान्ध्यमथापि च॥ ६६॥ 

तत्र सद्यो घृतं पेयं तर्पणं च समागधम्‌ | 

भञ्जनं सेपश््ञ्गस्य नियोसो वरुणस्य च ॥ ७० |] 

सुष्फकस्याजकर्णस्य फेनो गोपित्तसंयुतः | 
कपित्थमेपश्ङगयोश्च पुप्पं भल्लातकस्य वा ॥ ७१॥ 
एककं कारयेत्‌ पुष्पं बन्धूकाङ्कोटयोरपि | 

प्रयुक्त सविष भशन के लक्षण तथा चिकित्मा-विपैले 

अजन के प्रयोग से alg जाना, चेन्न से नेत्रमळ (कीचर) का 


अध्यायः 9] कल्पस्थानम्‌ 


RITE TTR SSS TST OS SD SPS 


निकलना, sidt में जलन, den, दृश्श्रिम तथा 
अन्धापन भी हो जाता हे । एस अवर्या में तुरन्त घो का 
पान करावे, पिप्पली से यु तर्पण का पान करे। Await 
तथा वरग के गोंदू का अअन करे । gens, भजकर्ण (साल), 
समुद्रफेन जादि को गाय के पित्त में मिलाकर नेत्नों में 
अञ्जन करे । फेथ, मेपश्टगी या भज्ञातक ( मिळावे ) के घुष्प 
eat दुपहरिया, अकोठ आदि के gat सें से किसी एक को 
घिसकर उससे अजन करे ॥ ६९-०१ ॥ 

दिम --पिष्पली कल्क से सिद्ध घृत का तर्पण पीचे या 
Sal का तर्षण sti इस प्रकार पिष्पडी से सिद्ध घृत से 
अवितपंण करने से भी घडा लाभ होता दे । घरकरार ने भी 
सञ्जनयत रिप प्रयोग से DANS wait का चर्णन 
निश्चछिमित रुप से किया है कि-दु्ेऽस्मेऽक्षिदाट सावोऽ 
Sera । छाप्रैरादी Me. स्पन्पर्वग्डणाने दुष्टे, ॥ 
(च. चि अ. २३११६ ) भभझन में विष का प्रभाव-यदि 
दूषित अञ्जन सग में aint जाय तो नोर्खा सं दाह, जाव, 
भगत से ae का बुत अधिक निकलना, नेत्र में सूजन 
भोर लाल 


ही होती है तथा विप से दूपित अन के खाने 
से ae में तथा दुष्ट स्पृश्य (स्पा किए जाने चाळे) 
Heit के स्पर्श से स्वचा में दाइ होता ठे । इस प्रकार कोई 
भी fie अपने 'दाह! गुण के कारण तुरन्त ही जान fear 
जा मस्ता ४ | एसी ‘ce’ गुण को आधुनिक चिकित्सा दाख 
के पिपविज्ञान में दरिटेशन (Irritation) या घोभ नाम 
से जाना जाता हे जो झि सनिज तथा वानस्पतिक विपो 
का पक प्रधान गुण रोता है । 
शोफ स्रावस्तथा TAT पाठयोः स्फोटजन्म च ॥७२॥ 
भवन्ति चिपजुष्टाभ्यां पादुकाभ्यामसंशयप्‌ | 
उपानत्पादपीठानि पादुकाबन्‌ प्रसाघयेत ॥5३॥ 
प्रयुक्त मयिपर za आढि के लक्षग तथा चिकित्सा-विपैले 
जूने, ays आदि से पॉव मे gra, स्त्राव, wat का सोना 
( पादसुपुत्चि ), दालों का उत्पन्न होना भारि लक्षण उत्पन्न 
होते ह । इस प्रकार जूने, आसन आदि के लक्षण च चिकित्सा 
West की भाँति ही होती ह (जो नागे कही जायगी )॥ 
भूपणानि हतार्चीपि न विभान्ति यथा पुरा | 
स्वानि स्थानानि हन्युश्च दाहपाकात्रदारणः | ७४ ॥| 
पाडुकाभूपणेपृक्तमभ्यद्गविधिमाचरेन । 
सउिप qaufs धारण करने पर लक्षण तथा चिकित्सा 
विप के कारण आभूपण तेजरहित हो जाते हूँ तथा पहले 
की भाँति दोतिमान नहीं रहते (पहले की alfa नहीं 
aura) जिस स्थान पर उनको धारण किया जाता है 
Bgl पर जळना, पकना, अवदारण ( Weal ) उत्पन्न कर देते 
El हस प्रकार cab तथा पादुका द्वारा विपाकता की 
अवस्था में अभ्यङ्ग के प्रसग में कही we चिकित्सा-विधि 
का प्रयोग करे ॥ ७४-७५ ॥ 
विसशेः-चरकक्रार ने भी इसी saz में निश्वलिसित 
चणेन दिया है f—-.8 च करचरण दाहतोदझमाविपाकाश् | 
भूपाइकाश्वगजचर्मकैनुशयनामनेडुट्रे' 1 (च चि. अ, २२११८ ) 
अर्थात्‌ एय्वी, पादुका ( खड़ाऊ, जूता ) इत्यादि, सवारी के 


११ 


fea), शय्या, भासन (कुर्सी, aa, चौकी आदि) के 
विष से दूषित होने पर पूर्वकथित aos भादि तथा हाथ 
पेर भादि में दाइ व तोद होता हे तथा छम एव विपाक 
(त्वचा का पक जाना) भी होता है। इसके भरावा 
चरककार ने निन्नलिित वर्णन gga की अपेक्षा कुछ 
शधिङ ही दिया दे जो walks होने के कारण उल्लेखनीय 
भी है यथा-<कूपतडागादियल दुर्गन्ध sagt विवर्णे च। पीत 
श्वयथु कोठाम्पिटकाश्च करोनि मरण च॥ (च. चि, अ २३।१२०) 
अर्थात्‌ ee चा तठाय ( चाछाव ) आदि के जळ में यदि चिप 
मिला हो तो चह दुगन्धयुक्त, मलिन और faa वर्ण का 
होता हे! उस जळ को पीने से शोध, कोठ, पिडिकाएँ और 
यहाँ तक की Bey भी हो जा सकती है | 
तिपोपसरगो तराप्पाढिभूपणान्तो य ईरितः ॥ ७४॥ 
समीच्योपद्रवांस्तस्यत्रिदधीत चिकित्सितम्‌। 
महासुगन्धिमगद यं प्रवच्यासि त भिषक्‌ ॥ ७६॥ 
पानालेपननस्येपु विदधीताञ्जनेपु च | 
विरेचनानि तीदणानि कुर्यान ्रच्छदनानि ai ७७ ॥ 
सिराश्च व्यघयेत्‌ क्षिप्रं प्राप्त विस्रावणं चदि | 
मूपिकाऽजरुहा वाऽपि हस्ते बद्धा हु भूपतेः ॥ ७८ ॥ 
करोति निर्विषं सर्वमन्नं विपसमायुतम्‌ | 
पूर्वोच्त faut का saza दोनेपर अवस्थानुमार चिकित्सा का 
निर्दश~ चापप से आरम्भ कर भाभूपण पर्यन्त यह जो विप 
के उपद्रव कद्दे wat उन उपद्रवो को देख च wast 
उनकी चिकित्सा ati महासुगन्धि अगद जितको में यहाँ 
कहता हुँ उसे चेद्यगण पान, edad, नस्य ओर भञ्जन 


आदि में प्रयुक्त करें तथा तीचग वमन एव विरेचन देवं । 
यदि उचित प्रतीत हो तो अथवा रोगी की अवस्था इस 


योग्य हो तो लिरावेध करके तुरन्त रक्तमोक्षण ( Blood 
letting) ati राजा के हाथ से बाँधी हुई सूपिका 
(भजरुहानामक, औषधि) सभी fda अन्नो को विप 
रहित वना देती है ॥ ७५-७९ ॥ 
विमर्श'-थजरुहानामक tafe के लक्षण आचार्य 

ween ने निम्न बताए हैँ यथा--'अनरुद्दालक्षणसुशनसा 
प्रोक्तम्‌--इन्द Aa सपिडको भेदे चाशनसन्निभ-। गन्धलेपन- 
पासैस्तु विष जरयते नूगाम्‌ ॥ दष्टाना विएणोताना ये चान्ये विष 
मोदिना । विषं जरयने तेपा तस्मादजरुदा स्थृता ॥ मूपिका 
लोमशा कृष्णा waa साऽपि च तदयुणा ॥'-शति । 

हृदयावरणं नित्यं gate मित्रमध्यगः ॥ ७६ ॥ 
पिवेद्घृतमजेयार्यमम्ताख्यं च बुद्धिमान | 

सर्पिदेधि पयः क्षोद्रं पिवेद्ा शीतलं जलम्‌ ॥ 5० ॥ 
मयूराज्नकुलान्‌ Ma. प्रपतान्‌ हरिणानपि | 

सततं भक्षयेश्वापि रसांस्तेषां fate ॥ ८१॥ 

eza पर विषव्याप्ति के प्रतिपेव का निर्देश-छुद्धिमान 

नृपति मित्रों के घीच में वेठा हुआ अपने हृदय की रषा के 
हेतु सदेव तत्पर रहे। भजेयघृत, व अस्तृत का पान 
करता रहे। घो, दधि, दूध, मधु या शीतळ जळ का पान, 
करे । मोर, नेवछा, गोधा (Me), चित्तळ हरिण या हरिणो 
के मास का निरन्तर,सेवन करता रहे तथा इनके मांसरसों 


घोडे, हाथी आदि के चर्म, केतु (पताका च अन्य राज्य | को पीता रहे ॥ ७९-4१॥ 


Fe 


१२ 


श््ल्ल्न्य््य्य्ल्््््ल्य्य्ल्श्न्य्ल्य्य्य्य्ल््््व्य्ल्य््ि्ि लि चििञिचचिडि 
LP LL PPP LLLP POLL PLP LLLP OP LD LLP 


विमर्शः--चरककार ने भी (च. चि. अ. २३।२२८-२३९) 
सें हृदयावरण” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
हृदृयावरण- नू:म ठात्ररजस्तस्मं सक्षौद्र हृद्विशोषनम्‌। शुदे 
ददि ततः शाण इमचूण॑स्थ दापयेत्‌ । हेम मरवडिषाण्याशु गराश्च 
विनियच्छति । न सज्ञने fang fay पद्मदलेऽम्दुबत्‌ ॥! इस 
प्रकार उक्त Brat की व्यारया करते हुए आचायं डद्हण का 
कहना है कि-हृदयावरण ढदयप्रच्छादन हट्यरक्षाकारिमिमूपिका5 

चन्दाध्मृताइनेयपुरायश्वतदूपी विषारि erga ea ges यूती दंगविषन्न - 
घारणादिमिः naz कुष्टमित्यादिकमनेयारू्पनू, अपामार्गस्य री तानि 
प्थिलीरित्याथदून ga, =fierift प्रत्येक चत्वारि ca ar 
हृदयावरणानि पिवेदिति । 
गोघानछुलमांसेपु हरिणस्य च बुद्धिमान्‌ | 
दद्यात सुपिष्टां पालिन्दी मधुक शर्करां तथा ॥ ८२ 1! 
शकरातिविये देये मायूर समददपवे । 
पापते चापि देया. स्युः पिप्पल्यः समहापघाः॥ ८३॥ 
EN हे 
was: सश्ृतश्वत्र शिम्बीयूपो हित. सदा | 
विपन्नानिच सवेत भक्ध्यभोज्णनि Shear ८४ ॥ 
wet ओोव्य परदारी में Prom द्रव्यो के योग वी विपि-गोधा 
( गोह), age ( नेवछा ) और हरिण के मांसों में, त्रिवृत, 
मुल्हदी, शर्करा को वारीक पीस कर मिला देवे भौर फिर 
संवनाथ प्रयुक्त करं। मोर के मांस, आकरा, अतीस तथा 
rl a मिला क्र सेवन करावें1 घी dit मधु के साथ 
श्रिम्वी (सेम की फछी ) का यूप सदव देना हितावह होता 
a! बुद्धिमान age विपन्न हव्यों के साथ भषय तथा 
dy का सेवन करे ॥ ८२-८४ ॥ 

मर-चरकका it की 
oc Fa भा हृदय की रक्षा का विधान 

Pr दट (दय तस्यावरण पिवेधवाळामन्‌। मच्दान aq 
ee पकड वा । बु चुपकमथत्रा काक निथ्पीच्य तदू 
Sal sak Por चढ वा पिवेदाशु w अर्थाच- 
तन = आ > र पक्रमों =o e 
ci की रहा करनी परआवश्यक है, sea teen 
cai नोपधि जो उस समय प्राप्त हो सके पीनी 
Neal यथा रोगी मजा पी सकता दे, ag चाट सकता है 
ठया उसे TAT कराया जा सकता हे । अथवा शुद्ध सैरिक 
Sealy गेरिक ) को जळ मे घोळ कर दिया जाता है । ताजे 
गावा कारस भी पिछाया जाता है। रोगी भली प्रकार पकी 
St इज का रख भी पी सकता दे waar कोप के सस्विन्न 
ste निचोडने से जो रस ma हो उसे पिळा सकते हैं-- 
बाग हर वळकारक भी होता Zl अथवा बकरे आदि का 

रुध् रोगी को पिळावे अथवा भरम (गोवर की र 
या बरमाक की काळी मिट्टी को ही जळ में बोळ कर पि a 
का भी विधान दे। इसी प्रसङ्ग में अशाद्गसं ea 

न्नलिखित मव व्यक्त जिया है यथा--६ pes 
देय नस्य गुन्तये fa gz po ro 

द क्षीद्रमग्ढ वा वृत+प्डदन्‌ ॥ 
रस भस्माम्म PIWAST । छः 


मज ने गोमवरस मर 
दवि गैरिक्वारि बा॥ यात्रेदा दो 
11 खाद्द्धा कोबिदाराकशिसंपकटम 
“निन शराषकटभाच्छद 
दागम्ेपव डल्वविचिघुरूविरयोपिठ. A 


पायमापढान =z; s 
सागदानू । तथा मूर्च्छादयो न fig चाटवेवि नानिळाम्‌ ॥! 


॥ पिवेयुगामिणो शोनमधुरानू , 


सुश्रुतसंहिता 


POP L PPP LL a RSD re 


सौर आलग्त्रायन महोदय का भी प्राय. यही मत है यथा- 
या सिराः सर्वंगात्रेपु दये सम्प्रतिष्ठिताः1 तासिरस्थ विध मव 

दय मम्प्रधावति ॥ घृतेन तु प्रतिच्छन्न विष नाति प्रपीटयेत्‌। 
निर्वागजनन सिः प्राणिना प्रागवर्धनस्‌ ॥ हदवावरणास्लइड- 
च्या dena मर्वव-॥ और भाजकछ भी यही धारणा वेद्या 
में प्रचित दै कि जत्र वे afte आदि का प्रयोग कराते 
हँ तो उसके विष प्रभाव का निराकरण करने के देतु मकखन 
वा घृत को प्रचुर मात्रा में सेवन कराने की व्यवस्था भी कर 
देते हैं faa प्रकारान्तर रूप से हृदयावरण अथवा हृदय 
का सरक्षण भी होता रहता है। आधुनिक चिढकिस्सा मन्या 
मे विपाक्त रोगी की चिकित्सा की विधि निन्नळिपित पाई 
जाती है। जस्ता कि ‘A Test book of Medical gurispr- 
udene ard toxicology में वर्णित हे, यथा-- medical 
practitioner should always have an emergency care 
ready for cases of poisoning, so that he may beab'e 
to adopt immediate treatment without loss of 
time The treatment should be based on the 
folloxing princip'es —1 Removal of antbzorbed 
poison from the body. 2 Use of antidotes, 3 EN 
mination of poison abrorbed into the system. 
4 Treatment of the general symptoms 1 Removal 
of unabsorbed poison —If a person has been 
introdaced into a wound snb-equently as a result 
of bites or stings, a ligature should immediately 
be applied above the wound, which should then be 
exeiced or sucked provided there is no abrasion or 
ulcer in the mouth ७७८७०० .If a poison has been 
taken into the stomsch, 1t should be removed by 


washing out the stomach with a stomach tube 
(syphon tube) or stomach pump when 


the stomach tube or pump is rot avaiable, or 
when a patient is coascious, and does not wish to 
have it passed in to the stomech free emesis should 
be produced by tickling the fauces with the finger, 
afeather or a leafy twig of a tree The vomitted 
matter must be kept for chemical analysis The 
following emetics may also be administered — 
1 Copious draughts of warm water 2 A table 
spoonful of groundmustard or two table spoonful 
of common salt in half apint of warm water. 
3 Half a drachm of sulphate of zinc in a tumbler 
ful of warm water to be repeated in a quarter of 
an hour, if recessary 4. Twenty to thirty grains 
of 1pecacuanha powder, or two to six drachms of 
ipecac, wire In the cae of a child syrup of 1pecac 
from half a tea-spoonful to two tea spoonfuls, 


कव्य WAT] चा ¦ according to the age 1s to Le preferred as 16 15 


easy of adminisrtaion 5 Fifteen to thirty grains 
of Ammonium carbonate dissolved in water 
6 Pue to ten grams of copper sulphate dissolved 


अध्यायः १ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


१३ 


TEE 


in water, but if should not be used except In cases 
of poisoning by phosphorus 7. Ore tenth grain of 
apomorphine hydrochloride hypodermically. This 
acts promptly and produces vomitting with I 
three or four minutes, but 7 causes great prostra 
tion and its effects sre occasionally greatly prolon- 
ged. Hence it must be used with caution, 2 Use 
of Ant:dutes:—Antidotes are remedies which 
counteracts the effects of poisons, They are derided 
in Mechanical, chemical and physiological. Mechae 
nical antidotes are those which render poisons 
inert by mechanical action, is charcoal acts mecha- 
nically by absorbing and retaining within its pores 
orginic ard also to a less degree, mineral poisons, 
Tats, ols and egg albumin prevent the actionof 
the poison by forming a coating on the mucous 
membrane of the stomach. Bally food acts as a 
mechinical antidote to glass as it p-events its 
action by imprisoning its particles with in its 
meskes, Chemical antidotes are those which 
counteract the actions of poisons by forming harm- 


less or insoluble compounds when brought in to 
contact with them The examples are acids for 


albalies, allsline carbonates and magnesia for 
mineral acids lime for oxalic acid, sodium sulphate 
for lead and tannin andalbumun for alkaloids .. A 
very important chemical antidote for organic 
poisons is potassium permanganate owing to its 
oudiring properties .. The following formula 
is a useful chemical antidote which is recommerd- 
ed in cases where the nature of the poison swalfo- 


wed 15 rot definitely known, or in cases where it 
is suspected that a combination of two or more 


poisonous substanees had been taken .—Powdered 
charenal .. .2 parts, Tannic Acid,,, 1 part 
Magresis (Magnesiam oxide).. .... 1 part 
These drugs are mixed toze.her, and the mixtare is 
adminstered in the doses of = teaspoonful stirred 
up in a tambler fat off water, to be repeated 
frequently. Charcoal has the property of absorbing 
alkaloids Tannicacid precipitates alkaloidsgincosides 
and many of the metals Mogresia neutralizes 
acids, and is used as an antidote to arsenic, 1 
hydrated ferric oxide is not at hard Physiological 
antidotes or antagonists are those which act on the 
tissues of the body aud produce symptoms exactly 
opposite to those caused by the poison acting on 
the same tissues ie Atropine and pbhysiostigmune, 
atropine and pulocarpine Strychnine and bromides 
with chloral hydrate, digitalis and aromte and 


chloroform and amyl witrites 3. Elimination of 
Absorbed poisons -The poison which has been 
absorbed into the system should be eliminated by 
the natural emunetory chanvels by giving hot 
baths, warm packs, diuretics and pargatives ( when 
not contra indicated.) 4 Treatment of General 
symptoms :—Pain in the stomach due to the 
irritation of the gastric mucous membrane should 
be relieved by the administration of anodynes and 
demulcents If itis very severe, one fourth grain 
of morphine should be administered hypodermically 
Shock and collapse should be combated by warmth 
to surface in the form of friction, a hot bath or 
hot bottles or by hypodermic injection of stimu- 
lants in the form of sulpharic ether, strychnine, 
digitalis or cuffine Water containing 40 grains of 
sodinm chloride to the pint and sweetened with 
glucose should be given frequently by the month, if 
there 1s dehydration owing to intense vomitting 
or diarrhoer, If the water can not be retained by 
the mouth, an enema of two pints of warm normal 
saline should be administered, In severe cases J 1s 
advisable to administer intravenously normal 
saline particularly by the drip method. It also 
dilutes the poison in the blood and promotes its 
elimination from the system, especially by the 
kidceys, Respiratory failure should be treated by 
the hypodermic injection of atropine or strychnine 
by artificial respiration and by inhslation ofoxygen 


and carbon dioxide Coma shonld be freat- 
ed by the hypodermic injection of 1/3 garin of 


strychnine, by the intravenous or intramuscalar 
injection of 5 to 15 O 0 ofa 25% solution of 
coramine and by Inmbar panctare In & case 
where com is prolonged, an intravenous injection 
of normal saline may be adminste.ed continuously 
by the drip method Convulsions should be 
controlled by chloroform or by a drug belonging 
to the borbituric aad group ( Med. gurisprudence 
and Toxicology-by J P modi 2 th edition, 2, ९, 
431-434, ) 

उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ निम्न लिखित हेः--विपाक्त 
रोगी की चिकिरसाः-विपाळ रोगी की चिकित्सा करते 
समय निन्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना 'दाहिए। 
विषाक्त पुरुष के विष को नष्ट करना ही विषचिकिरसा का 
प्रधान उद्देश्य gare) अत' निन्नकिखित सिद्धान्तों क 
अनुसार विपाक्ष रोगी की चिक्स्मा की जाती है । 
(१) अशोषित विष को शरीर से बाहर निकालना । 
(२) भतिविर्षो का प्रयोग । (३) शरीर के सस्थार्ना सं 
झोपित हुए विष को बाहर निकालना! (2) लाक्षणिक 


१४ सुश्रतसंहिता 
स्प्स्य्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्प्य्स्य्य्म््प्य्प्य्म्य्स्म्म्य्म्स््य्य्य्य्स्प्य्व्य्य्य्य्य्य्य्प््य्स्य्य्य्सय्स्य्य्य्स्स्स्स्य्स्य्स्स्ल्ल््ल्ल्लल्ललटडलल्ल्ि्लि 
चिकित्सा-( 1) धगोपषित विष को शारीर से का प्रयोग श्रतिविष के रूप में कराना चाहिए और यदि 
निकालना --इस उद्देश्य से fa उपाय करना चाहिए। | चारीय पढायों का विष के रूप में प्रयोग दिया गया हो त्तो 
(क्ष ) आमानय-प्रच्चालन । (उ) चमन ऊराना। (स) अन्य बब्लीय पदाथों को देना चाहिए । (२) पनिज्ञ wre के छिप 
क्रियाएँँ। (अ ) जामाशय-ग्रताउनः--बदि रोगी ने चिप | मैप्नीक्षिया और जार्थोनिट्स देना चाहिए। (३) ऑॉकमछिर 
सेवन सुस मार्ग से रिया दे कौर यदि इस वात का पता | ( तिम्मिक ) ae के ठि चूना। (४) नाग और टेनिन 
शीघ्र ही चळ जावे तो सबसे पहले रोगी के आमाशय का | विपो के लिए सोडियम सक्फेट । (०) रसकर्पूर विष के लिए 
प्रच्ाळन 'प्रचाळन नलिका? अथवा “पग्प' से करना चाहिए । पुटन्यूमिन । (६) दाहक चारीय विषो के छिए नींबू का रस 
( ब ) वमन ङरानाः-यदि रोगी dla में ठो और तीब्र | अथवा तिरका किन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रसना 
दाहक विप की आंत्रफा न हो तो ama far को बाहर | चाहिए कि ऐसे प्रतिविपोँ का सेवन कराना चाहिए निममे 
निकाळने के लिए रोगी को तुरन्त वामक औषधियों से से | शरीर पर feat प्रकार घा तुरा प्रभाव न हो। ३--क्रिय्रा 
किमी के द्वारा वमन कराना चाहिए । चामक शौपधियाँ:-- | fies प्रति विपः--(१) एट्रोपीन के लिए माफिया । (२) wr 
4 सैन्धव लवण id तो०, उप्णोदळ ४ gis घोल कर | पीन के लिए पिछोरार्पीन । (३) स्ट्रिझनीन के लिए Mae 
रोगी को पिला देना 'चाहिए। दूष, डोर हाहडेट के साथ । (१) डिगिटेळिस के लिए 
२ राई का चूर्ण १३ तो०, जळ ४ छुटाँक मिला ळर पिडा | वत्मनाम | (७) छोरोफार्म के fea एमिळ नाइट्राइट | 
र लपे भी बफ घोळ कर निन्नल्िखित रासायनिक प्रतिजिप अत्यन्त wane हेट” 
ढेना चाहिए ट ३४ माशा, oe छुक घोळ कर पिळा सुचूणित कोयला २ भाग, टेनिक एसिड १ भाग, Fat 
४. टिचर इपीकाऊ ४ से & हराम, उष्णोदक 2 gels | वियम ऑस्साइड १ भाग मिछा कर रस देना चादिए 4 
आवण्यकता पठने पर इसमें से ३३ माते लेकर 


मिला कर देना चाहिए! ी ह री 
० तुत्य ३ से ० रत्ती तऊ उग्णोदक ४ उरी घोळ कर | ४ eas मिलाकर देना चाहिए | इसकी पुन. दूम 
पिळा देना चाहिए (रळ फास्फोरस झी विपाक्तता में ) माया दी जा सऊती है। कोयळा घाराभों का शोपण करा 
देता हे-टंनिक्एमिड, areal, शर्कराभों या अन्य धातुना 


६, एपोमार्फीन 26 रत्ती जळ मे घोळ कर अधरस्वक- ट् “rp या 
` | का धचचेपण करता दे ate मेसेशिया eect को निष्किय 


सूचीवेधन करना चाहिए। : द a हु 
अन्य वामक जीपधियाँ --मेनफळ, सुळ्हठी, कट्ठतृस्पी, | करता है तथा फेनाश्म ( ससिया ) के मतिविप के be : 
नीम, इन्द्रायण, हुटन की छाछ, मूर्वा, देवदाली, वाथविड?, | TIE होता दे । (3) शरीर के सस्थानों में शोषित हुए विप 
चित्ररमूळ, तुरई, age, अरि, लवण, राई, सरसों, फो याहर निकाठना---इसके लिए स्वेदृळ, मूत्रल अथवा 
करज, उप्ण जळ यादि । अन्य क्रियाएँ--( १) यदि सर्प के | विरेचक ओपवियों का प्रयोग उचित अज्जुचित विचार कर 
डसने अथचा विपले कीटादि के oa से विप रीर में प्रविष्ट | यवास्वान करना चाहिए । (४) छाक्षणिक चिकित्सा न 
हो गया हो तो चतस्थान से ऊपर तुरन्त एक चन्धन बाँध कर | !- पीठा कम फरने के लिए रुजाहर और Fava औपधियों 
यदि सुख पर किसी प्रकार का चत अथवा परोचन आदि न | देनी चाहिए अथवा मॉफिया का सूचीरेधन करना चादिए। 
हो तो विष को सुत्र से चूसना चाहिए । (२) पतिदिपों का | २* स्तच्धता आर हृदचाचसादु की अवत्या मे शरीर का ताप 
प्रयोग :--प्रतिदिष तीन प्रकार फे होते है । १ यात्रिऊ of. | बचाए रखने के छिए conga से भरी हुई Taal से sonar 
बिष, ३. रासायनिक प्रतिविष, ३, Renfies प्रतिविप। | art चाहिए। अथवा तँछों से अभ्यरद्ग करना चाहिए 
और शरीर में उत्तेजना पहुँचानी चाहिए। इसके लिए 


१-यान्त्रिक ग्रतिविष'-मणि, कांच ale का चूर्ण जव मुख न 
'स्ट्रिकनीन? र येन, अथवा 'केम्फर इन आायळ? waa 


क द्वारा सेवन कर लिया जाना है, तव ag अन्दर पहुँच कर 
कैम्फर इन ईथर का इक्षेक्शन छगाना चाहिए। 2. शिरामार्ग 
से wanes ( नार्मछ सेछाइन ) का प्रयोग उचित्त अवस्था 


ou यान्त्रिक क्रिया के कारण आमाशय और छान्त्र की 
मिक कलाओं पर आघात पहुँचाता हे और उन्हें स्थान- 

में करना चाहिए । ४. श्वासावरोध की अवस्था में ऑक्सीजन 
की व्यचस्था करनी चाहिए । ५, श्वासकर्म मे बाधा पढने पर 


स्थान पर उत-विज्ञत कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप 

₹ कलाच होता ६ और पीड़ा होती ड किन्तु यदि fay 

पदाथ जसे वसा, Ge, अण्डे की मफेडी ( अजव्यूमिन ) आदि | ‘ebm mafsar करनी चाहिए तथा आवश्यकता पडने 

का उपयुक्त fait का भक्षण करने के Gea वाढ अथवा | पर एट्रोपीन अथवा स्ट्रिकनीन का त्वचा के नीचे eens 

उसळ FY डेर क बाद सेवन किया जाय तो भामाशय आडि | छगाना रोगी के a में लाभदायक होता हे । 
पिप्पलीमधुकक्षोद्रशकरेक्षुरसाम्वुमिः | 
छर्देचेद्‌ गुप्तद्ददयो भक्तित यदि वे विषम्‌ ॥ oy ॥ 


की etna कछाएँ gage होने से बचाई जा सऊती ई । 
इति सुश्रुतसहितायां कल्पस्थाने5न्नपानरक्षाकल्पो 
नाम प्रथमोऽव्यायः ॥ १॥ 


चसा, तळ भादि आमाशय और आन्तर सें पहुँच कर वहाँ की 
“7००४००८ 


alas कछा पर एक आचरण की तरद्द चढ़ जाती है जिससे 
भणि, काच आडि हा यान्त्रिक किया फिर नहीं हो पाती । 
चानस्पतिक या सनिज विषो को आामाश्यय मे निष्किय करने 
क लिए सूचम पीसे en कोथळे का चूर्ण खिछाया जाता डे । 
२-रासायनिक प्रतिविषः--(५) यदि अम्छीय पदाथा का बिष 


नरे विपमक्षण करने पर वमन प्रयोग--यदि रोगी ने विष पान 
के रुपम सपन किया गया हो तो उसे feu चारीय पदां Bie रोगी न 


क्रिया हो तो विपन्न वस्तुओं से हृदय को ढक कर, पिप्पली 


geal, मधु, शकरा, दुख का रस, जळ भादि का सेवन 
वमन करावे ॥ ८५॥ 
विमर्ग:--चरकऊार का भो इस प्रसङ्ग में निज्नलिसित 
सत ह-आठावामाशध्यगे वमन त्वकत्थे Arete इर्याद्रिषञ्च 
चिडित्सां दोपदळं चेव fe समीक्ष्य ॥ ( च. चि. अ. २३१२१ ) 
अर्थात्‌ यदि विष भामादच गन हो तो आदि (ara) में 
दमन कराना चाहिए af war मे स्थित हो अर्थात विग 
का वाध्य प्रयोग हुआ दो तो म्रद्रेह्द और परिसेचन आदि का 
प्रयोग कराया जाता है। अतः बिज्ञ fleas को चाहिए 
कि ag दोष घळ आदि को देग्प कर चिकित्सा करे। इसके 
अछावा एक धीर स्थान पर आचार्य न्हते हैं क्रि-पीतवममे 
an kisi au (च, चि. अ. २३1९९) जव विप 
पिया ही गडा हो तो ठसे वमन द्वारा निकाल देना चाहिए। 
दूसरे वेग में विरेचन कराना चाहिए अर्थात जव विष 
आमाशय से निकल कर भारे चला गया हो तो तब विरेचन 
द्वारा ही वह शरीर के बादर निकाळा जा सकता है 

इनि शुश्चतसंहितायां कद्यस्थानेऽत्रपानरराकळुो नाम 
अ्रवमोऽ-त्राय'॥ ५॥ 


CICLO 
द्वितीयोऽध्यायः 


अथात. स्थावरविषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥१। 
यथोवाच भगवान धन्बन्तरिः ॥२॥ 
स्थावर विषधिडान का ड३क्रम-अच इसके आरो स्थावर- 
विषविज्ञानीय नामक अध्याय का व्यास्प्रान करेंगे, जसा 
क्रि भगवान्‌ धन्वन्वरि ने कद्दा था ॥ ३-२ ॥ 
विमदाः-वचस्पति जगत ( Vegttable kingdom ) से 
अर्थात ga, लता आदि से me होने चाटे विप अथवा दिपा 
को स्थावर विष ( Vegetable poisons ) कहा जाता हे 1 
इसी प्रकार नजम जगत ( 4710१] kingdom ) अर्थान्‌ ag 
आदि प्राणिया मे पाए जाने वाळे विष को अद्गम विष कहा 
जाता दे । धातुओं थथा खनिर्जा से प्राप्त होने वाले frat 
का समावेश भी स्थावर विपों में कर ल्या जाता है अतः 
स्थावर विप से पूरे अचेतन ang जिसके अजुतार (१९०३४३- 
९ and mineral or metallic poisons) का ज्ञान हो 
जावा दे | 
स्थावरं जङ्गमं चेव द्विविधं विपमुच्यते ' 
दशाविद्ानमाच तु द्विती णेड्शात्रयम ॥ ३ ॥ 
faa के टो प्रकार-रथावर और जंगम सेद ले विष दो 
प्रकार का ढे । इसमें न्यावर विष के दुस आश्रय भ्यान 
ate जंगम विय के अविष्टाच सोळह होते हैं ॥ ३॥ 
विमर्ग'--चरकमार ने विष के दो Az बताते हुए ser 
है कि-अङ्गमस्यावरार्या तद्योनी aan न्ययोजयत्‌ । तदम्बुसन्छव 
तन्माद्‌ fed पावकोवसस्‌ ॥ ( च. चि. न. २३५ ) तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्मा ने उस विष को स्थावर और जङ्गम योनि में विभक्त कर 
दिया अत एव ag नल से उत्पन्न होने बाळा विप दो प्रकार 
का हो गया १-स्थावर र-जंगम विष । विष अभि के समान 
दाह करने वाळा gars! इस प्रकार इम देखते हैँ कि 


a 
gl" 


कन्पस्थानम्‌_ 


१५ 


काकाचा RS ~ are “mr prpnprrgpr0p7209 on oS 
NR eR IRENE IIS DSP जे PO RM शट Ge ru स am. PT PP DR Pt 
क्ण ~ क 


प्राचीन खंदिताओं में अधिटान ( आश्रय ) के मेद से स्थावर 
और जंगम ( माणि ) भेड़ से दो प्रकार के विप लिखे है 
ak पीछे क रसतंत्रों के आचाया ने विष तथा उपविप नाम 
मे दो भेद किए हैँ । स्थावर जंगम मेद को अकृत्रिम अथवा 
प्राऊतिक विष कहते हैं इनके अतिरिळ गरविष नाम का 
कृत्रिमविष भी कहा गया दे । avinged के रचयिता 
आचार्य ने भी विष की दो थोनियों का वर्णन निन्न प्रकार से 
किया दे-स्थावरं जगम चेनि त्रिष प्रोक्तमळत्रिमम्‌ । कृतिम गरः 
ara क्रियते विविवोषयेः ॥ (अष्टाउह्द्य उत्तरतत्र थ. २०५) 
विषो का वर्गीकरण ast प्रकार से हुआ हे इनमें प्राचीन 
व अर्चाचीन विद्वानों के वर्गीकरण मे बहुत असमानता दै। 
अर्वाचीच थाचार्यो में भी कई मत दे fra क्रिटाचुरूप वर्गी- 
करण अधिक प्रचलित है यधा--1 ढाइक ( Corrosives ) 
२ छौभक (Teritants ), ९, दाइक-यह अधिकतर anes 
( Acid ) तथा क्षारीय (4०163) होते हें । ये रामाचनिक 
पदार्थ अपनी dia दिया के कारण शारीरिक धातुओं के 
सम्प में आते ही संद्वारग दिघा को तुरन्त प्रारम्भ कर देते 
हैं । इससे दारग पीडा होती है परन्तु प्राय. शोथ नहीं होता, 
ये fant उनकी तीबता के अनुरूप con Gar करती हैं। 
यथा गन्धङ्ाम्छ ( Sulphuie rei, प्र, 8०, ) २. शोमक 
(Irritants ) यह गरीर में क्षोम तथा कोय उत्पन्न करते हैं 
खाने पर दाह, दमन, रेचन तथा रक्तवमन सादि छछण 
उत्पन्न कर देने दे । इसके अधिष्टान तथा स्थानिक क्रिया के 
आधार पर अनेकों भेद हैं। अधिष्ठान Ae से--सनिज (Ore) 
संन्थित्रा ( Acsenic ), अञ्जन ( Antimony ), पारद ( Me 


reury ), लीस ( Lead ), ताम्र ( Copper ),यदाद ( Zinc ) 
रजत (Siler ), feng ( Bismuth ), हीरक (Diamond), 


कांच ( Glass ), फास्फोरस (Phosphorus) दथा वानस्पतिक 
( Vegitable), नमाळ्याटा ( Purging croton), मदार 


(अक ) (0००5 gigantica ), मिळावा ( Marfang 
nut ), इन्द्राबण ( Colocynth ), छचछा ( Strychnos nnx 


vomica ), वस्सनाभ ( Aconite ), अद्गम ( Anim! ), सर्प- 
faq (87556 venom ), वृश्चिक ear (Scorpion), क्रीट 
aa, Hauge तथा साधजन्य विष ( Ptomams), चायु- 
मण्टलगत-कार्वच SIE ऑक्साइड स्थानिक क्रियामेढ सेः-- 
१ मादक (Inebriants )—मय, ईथर, कपूर, तारपीन, 
कारबोलिक ave इत्यादि । २ निट्राकर ( Narcotic )-- 
अहिफेन ( Morphia ), 2 प्रळापऊ (12९1017713 )--धतूरा, 
खुरासानी अजवाइन, aia, वेळाडोना इत्यादि faa 1 ये faa 
विशेष खूप से मस्तिष्क को प्रभावित कर कार्य करते हैं। 
४ सजाहारक ( Anuesthetising )--छोरो फार्स, हाइउेर्‌ , 
कोकेन, मार्कित्रा आदि । » सुपुतन्ना पर प्रभाव करने वाळे- 
छुचडा (Strychmne) ६ हृदय पर प्रभाव करने वाले-- 
तम्बाकू (7०००००), अतिविषा, वत्सनाभ ( Acomte ) 
हिजीटेकिस और द्वाइड्रोसाइनिक एसिड भादि विष। 
७ फुफ्फुस पर AMA करने वाठे,-क्ाचंनडाइ ऑक्साइड, 
कोछरेस ( 0031 ४०५) ८ नाटी मण्डल के ्रभावक विप-- 
कोनियम, क्यूरारे ( 0०7.7९) faa आदि। निन्न लिखित 
alent उपयुक्त विषय को और अनिक समझने में सद्दायक 
सिद्ध होंगी, अत 


१६ स॒श्रुतसंहिता 


"७०४५४४४ NNN PPL LDL ४५ LPP PEP PPP LDP LP 


(१) ferat का वर्गीकरण ( Classification of poisons ) 
| 


| | = 
(3) eg (Corrosives) (२) ज्ञीमक (Irntants) (३) वातनाडी प्रभाक ( Neurotics) 
| 


| | 
(क) dia eve ( Strong acids ) (ख) क्षार ( 51112) 
| | 
| | | 
अनेन्द्रिक ( Inorganic ) ऐन्द्रिक ( Organic ) (1) दाहक सोडा Ns Ho ( Causticsoda ) 
१, गन्धकारल H, So, (1) आक्जे लिक अम्ल (7 ) दाहक पोटाश KHo (Caustic potash) 
(CooH*,2H,o (11) अमोदिया NH, (Ammonia) इत्यादि। 
२. लवणास्ळ Hel (म) कार्बोलिकाग्ळ 
३. शोरकारलळ HNo, आदि (0: 5. OH ) आदि 1 
(२) क्षोभक (1711215) 
(क) निरिन्द्रय (खनिज ) ( Inorganic ) (ख) पेन्द्रिक ( Orginie ) (ग) यांत्रिक ( Mechanical ) 
| 4 मणिचृणं ( Diamond dust ) 
| 2 काचचूर्ण (Powderedglass) माढि। 
(1) चानस्पतिक ( Vegetable ) (11) जाङ्गम ( Anim" ) 
(० ) पुरण्ड ( Castoroil seed ) (a) केन्थेराइड्स ( Cantharides । 
(०) जयपाल ( Crotonoil seed ) (>) सर्पविप ( Snakevenom ) 
(०) अक ( मदार ) (०) कीटदृदा ( Insecthite ) आदि । 
(4 ) ससव्वर ( 41०९३ ) 
(९) इन्द्रायण ( Colocynth ) 
(£) भल्लातक ( Markingunt ) आदि । 
| 
1 धातवीय ( Metallic ) गा अधातवीय ( Non-Metallic ) 
( b ) चाग Lead ) (० ) भास्वर ( स्फुर ) ( Phosphorus ) 
(0) चय (Tn) (०) हरिकी ( Chlorine ) 
री | pi om) (०) हुरांधि ( Bromine ) 
cury भा 
(९) तान ( Copper ) (०) जास्बुक्की (Todine ) भादि । 
(£) फेनाश्म ( Arsenic ) 
(४) ateista ( Antimony ) आदि । 


(३ ) वातनाडी संस्थान प्रभावक 


(क) मस्तिष्कप्रभावक (ख) सुपुन्नाप्रभावक (a) Fe eee Ore (व) फुफ्कुस्प्रभावक (ड) परिसरीय नाडीग्रभावक 
| j | | 
(1) ङ्पीछ (ea) (1) चत्सनाभ (1) सएफरडाइ ओक्साइड (1) कोनियम 
(11) जेद्सीमियम, आदिं 1(1) तम्बाकू (11) कार्वनडाइ ऑक्साइड (11) कुरारे ( Curase ) 
Gu) हृत्पत्री Digitahs) (11) कार्बन मोनॉक्साइड 
0९) कनेर (अश्वमारक) (१४) दाइड्रोजन_सदफाइड | 


(णे Hen हाइड्रोस्येनिक 
अम्ल । 
: | | | 
(1) निद्राकर (IL) मादक (TIL ) प्रतापक 
(1) मद्य ( Alcohol ) (1) घतूरा 


(7) इथर ( Ether 
(1) छोरोफार्म ( a ) आदि ae 


(1) अहिफेन (0100) (४) खुरासानी अजवाइन आदि । 
(1) अहिफेन सत्त्व ( Morphine ) आदि । 


weary: २] 


कल्पस्थानम्‌ 


१७ 


मूलं पत्रं फलं पुष्पं SHAT सार एव च । 
निर्यासो घातवश्वेब कन्दञ्च दशमः स्मृतः ॥ 9 ॥ 


स्थावर विष के १० भविष्ठान- मूळ, Ta, फळ, पुप्प, 
चाळ 3, ~ 
छार, दूध, सार, योद, धातु ओर कन्द ये दश स्थावर faa 
= डँ 
के अधिष्ठान nen 


टिप्पणी अञ्चि पुराण में भी विष के स्थावर तया 
जंगम दो भेद माने गए हैं यथा--द्विविध॑ विषझुच्यते। जहम॑ 
सपंमूषादि ari स्थावरं स्वृतम्‌ ॥ ( २९५।३ ) 

तत्र, छीततका-्वमारशुञ्ञाहुगन्धगर्ग रककरघाटविद्यु- 
च्छिखाविजयानीत्यष्टौ मूलविपाणि; विषवत्रिकालम्वा- 
वरदारुकरम्ममहाक्रम्भाणि पञ्च पत्रविपाणि; झुमुद्दती- 
वेशुकाकरम्मसदाकरम्मकर्कोटकरेणुकलध्योतकचमेरी- 
भरन्घासपेघातिनन्दनसारपाकानीति द्वादशा फल- 
विषाणि; वेत्रकाइस्ववल्लीजकरम्भमहाकरम्भाणि TH 
युष्पविषाणि; अन्त्रपाचककर्तरीयसौरीयककरघाटक- 
रम्मनन्दननाराचकानि सप्त त्वक्सारनियोसविपाणि; 
कुमुदन्नीस्चुहीजालक्षीरीणि त्रीणि चीरबिषाणि; फेनाश्म 
( भस्म ) हरितालं च द्वे घातुबिपे; कालकूटवत्सना- 
भसर्षपपालककदेमकवैराटकसुस्तकश््ङ्गी विषप्रषुण्डरी- 
कमूलकदालाइलमदाविषकर्कटकानीति त्रयोदश कन्द्‌- 
विषाणि;इत्येवं पञ्चपञ्चारान्‌ स्थावरविषाणि भवन्ति॥॥ 

५५ स्थावर विर्षो का निर्देश--इसमें छीतक, कनेर, गुक्षा, 
सुगन्ध, गगरक, करवार, विद्युच्छिखा, विजया ये आठ 
qe विप हैं। विषपत्रिक्रा, लम्बा, वरदारु, sea और 
सहाकरम्म ये पाँच पत्रविष दे । sgedt, वेणुका, करम्म, 
सहाकरम्भ, कर्कोटक, रेणुक, खधोतक, चमरी, इभगन्धा, 
सर्पघाती, नन्दन, सारपाक, ये av फल विष हैं! वेत्र, 
कादस्व, वीज, करम्भ और महाकरम्म ये पाँच पुष्प विय 
हैं। झन्त्रपाचक्र, कर्तरी, सौरोयक, करघाट, करम्भ, नन्दन, 
नाराचक, ये सात ae खार और निर्यात विष हैं। 
कुमुदन्नी, wet, जाळदीरी ये चीन चीर विष Et फेनाइम 
आर हरताळ ये दो घातु विष हैं। कालछुट, वत्सनाभ, 
सर्पप, पालक, sens, चेराटक, मुस्तक, शङ्गीविप, 
अघुण्डरीक, मूलक, Beds, महाविष, sees ये तेरह 
are विष है| इस प्रकार पचपन स्थावर विषर्है॥ ५ ॥ 

fra art गयदास द्वारा उपयुक्त पाठ में कुछ 
परिवर्तन किए गये हैं थथा गयो ठु गर्गरक-त्थाने अनन्ता 
इत्ति पठत्रि । नाराच स्थाने वल्लीज पठति, पाळक-स्यानें वलाइ- 
निति पठति ॥ इसी प्रकार रेणुका? के स्थान पर Ager 
तया जाल्हीरी? के स्थान पर 'दीरिणी? नामक पाठ के 
झौचिस्य को कई विद्वान स्वीकार करवे हैं । कविराज 
हाराणचन्द्र महोदय “नाराचक' के स्थान पर "वराटक? 
सथा ‘aq? के स्यान पर ‘adds’ एवं अपुण्डरीक? के 
स्यान पर पौण्डरीक नामक पाठ को उचित मानते हैं 1 
इसी प्रकार कई विद्वान 'फेनाइम? से खखिया और ङु 
विद्वान "फेनाइम” से 'फेनाश्म भस्म? का तात्पर्य अहण 


३ सु» क? 


करते हैं । उपयुक्त सभी विषो में केवळ वत्सनाभ; saat विप 
(सिंगिया विप) हरताळ नामक fact को आज का 
चिकित्सक समाज जानता हे तथा औषधि योगों में प्रयुक्त 
भी करता 31 इसी प्रकार छीतक ( सुलेठी ), विजया 
( भाय ), कनेर, गुक्षा, स्वुही ( सेहुण्ड) का दूध भी 
परिचित पदार्थ हैं किन्तु बाकी अन्य विषां को चाहे 
चनचासी कोळ, fag, किरात या पहाड़ी चरचादे आदि 
का समाज भले ही जानवा हो किन्तु आज का चिकित्सक 
समुदाय इनसे अनभिज्ञ है । सुलेठी वामक होती दै 
तथा सेहुण्ड का दूध विरेचक होता दे जिसके फलस्वरूप 
ये तत्काळ शरीर से वाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार 
भाँग भी वामक शुणोंचाळी होने के कारण शरीर के बाहर 
निकल जाती है। ऊपर के dat की टीका सें बताया जा 
चुका हे-पौधों के सूळ, पत्र, फळ लादि अधिष्ठान वाले 
विष स्थावर विय कहळाते हैं। शाखो में स्थावर विषो के 
निम्नलिखित दस अधिष्टान (आश्रय ) तथा ५५ प्रकार 
fea हैं यथा-- 


अधिष्ठान आश्रय 
१ मूल विप ८ 
२ पत्र विष 4 
३ फल विष १२ 
४ पुष्प विप % 
Bm 
६ सार | om oe 
७ fata 
८ चीर विष द 
९ घातु विष २ 
१० कन्दु दिप १३. 
योग ५५ 


सुश्चुतकार का मत उपयुक्त सूत्र में स्पष्ट खूप से कहा 
ही गया है । चरककार के मताचुसार-सुस्तकं पौष्करं shi 
वत्सनाभं वळाइकम्‌ wae कालकूटं च करवीरकसंश्कस्‌ ॥ 
पाठकेन्द्राययुधं तैल मेचक कुशपुष्यकन्‌ । रोदिपं पुण्टरीके च 
लाइलक्यअनामकम्‌ ॥ सझोच ane खद्ौविष॑ हालाइल तथा 
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिराणि च॥ ( च, चि. भ. 
२३१०-१२ ) अर्थात्‌ geas, पौष्कर, क्रो, चत्सनाभ, 
( मीठा विष ), वळाइक, कर्कट, कालकूट, करवीर, पालक, 
इन्द्रायुध, तैल, मेचक, gages, रोहि, gratia, 
लाडली, AANA, सङ्कोच, मकर, at विप, हालाहूल, 
इसी प्रकार अन्य जो दिप सूलज है वे स्थावर विप हं। 
स्थावर fat में मूछविषों की प्रधानता के कारण उन्हे 
सामान्यत सूळज कहा जाता है। परन्तु पत्रविष, safes, 
छीरविप इत्यादि अन्य जो स्थावर fact के अधिष्ठान 
सेद से दिप हैं उनका मी मूलज विष से ही अहण कर टिया 
नाता हे । घाठुविपों में सखिया, हरताळ आदि का समावेश 
है। इस प्रकार चरककार ने २१ विष स्थावर विषों के भेद 
स्वरूप लिखे दैं। इन स्थावर विपों में मौलि ( मूलज) 
विषों की प्रधानता होने के कारण चरककार ने उन्हें “बूज 


१५ सुश्रुतसंहिता 

SRN क्स स्स्स य्य य्य ्य््य्य््य््ययययययययययययययययीकीर 
fay नामक सञ्ञा प्रदान की है परन्तु वास्तव में वाग्भट को भी इन विषों का सम्यक्‌ परिचय ज्ञात नहीं था। 
सतकार द्वारा कहे गए ८ सूळ विपों के अतिरिक्त १३ कन्द | सहिताकारों के aga समथ घाद रससिद्धों ने पारद के 
विप भी सम्मिलित $1 इसी प्रकार अष्टाइसंम्रहकार के | सस्कार करने के लिए भौपधियों के साथ साथ frat की मी 
मतानुसार ५५ विष हैं जो सुश्रुतकार के anges ही हैं। | खोज की भौर उनका निर्देश विपवर्ग में भी किया है। उन्होंने 
अष्टद्रह्ृदयकार के मतानुसार seg, इन्द्रवत्स, श्री, | वश्सनाभ आदि तीच कन्द विषो को महाविष अथवा विप 
हाळाहळ आदि चार कन्द विपों का ही orga विषों के | के नाम से तथा कलिहारी आदि मूलविप और थूहर आदि 
उदाहरण स्वरुप निर्देश है। meee, धन्वन्तरि निधण्द- | दीर विप, कुचला आदि मूळविप को उपविष के नाम से 
कार तथा आचार्यं आवमिश्र के मतानुसार fread में | वर्णित किया है। रसार्णव, रसेन्द्रचूड़ामणि, रसरत्नाका, 
वत्सनाभ, हारिद्र, wage, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक) श्रंगिक, रसरत्नसमुन्नय, रससार तथा राजनिघण्टु में भी विषवगं 
काठकूर, TES शौर ब्रह्मपुत्र इन ९ कन्द विषों का तथा | में पाँच महाविर्षो का निर्देश प्राप्त होता है जो शीघ्र ही 
सेहुण्ड, अक ( भाक ), कनेर, कलिहारी, Wag, get भौर | अपना प्रभाव दिखाते हैं यथा -सक्तुक कालकूट च rage 
अफीम इन सात उपविपों का निर्देश मिळता है | इस प्रकार | तयैव च । टही कृष्णविष चैव पञ्चते तु महाविषाः ॥ ( ससार्णव 
भौळ विपां, जिनका प्राचीन वर्णन प्राप्त है, उन्हें नीचे | WR) sha काळकूट च वत्सनाभं च सक्तुकम्‌। पीत च 
कोका में दिया घा रहा है :--वत्सनाभ -सिन्धुबारसड्कत्रो | विषवर्गीज्य max: परिकीतिंतः ॥ ( रसेन्द्रचूडामणि ९।११ तथा 
वत्सनाभ्याकृतिस्तया । यत्पार्श्चे न तरोवृंद्विवंत्तनामः स भावितः 1 रसरत्नसमुश्यय १०1८२ ) हारिद्र सक्तुक सुस्त wa च 
कृष्णकम्‌ । विषपञ्रकमेतद्धि शौध्रसिद्धिकर परम्‌ ॥ ९ रससार 


हारिदृ-इरिद्रातुरयमूलो यो afte: स उदाहृतः । साक्तुक- 

यद्‌ न्धिः सक्तुकेनैव पूर्णमध्यः स सकतुक"। परदीपन-परदोए. | १७.२७ ) उक्त रसग्रंथो के विपवर्ग में दिये गये विपों की 
छोदितो a स्यादीसिमान्‌ दइनप्रम" । महादाइकर i कथितः | गणना च नामों की gear के हेतु नीचे दी हुई तालिका 
स प्रदीपनः॥ सौराष्ट्रिक-सुराष्ट्रविषये यः स्यात्स सौराष्ट्रिक | WEA उपयोगी सिद्ध होगी । 


उच्यते। गक विप-यस्मिन्‌ गोखड़के वदे दुग्धं भवति लोद्दितम्‌। 


स शक इति प्रोक्तो इरन्यतत्वविशारदै, ॥ काळकूट--देवासुररणे रसेन्द्रचूडामणि | रसरल्लाकर 

देवदतस्य प्रथुमालिनः | दैत्यस्य erase तस्रखत्थसक्निभ' ॥ | रसार्णव | तथा रसरल् | तथा राज | रससार 

न्याः काटकूरो$्य सुनिमिः परिकीतिंतः | MSHA श्वरे eget fee | _ 

alent मळये भवेत ॥ हाळाइळ-गोस्तनामफलो गुच्छस्ताळपत्र- सक्तक सक्तक सक्तुक सक्तुक 

च्ह्दस्तवा | तेजसा यस्य दद्यन्ते समीपस्था दुमादयः॥ असौ कालकूट कालकूट काळकूट हारिद्र 

हाजाइळो शेय. किष्किन्धायां दिमाकये | दक्षिणाभ्धि तरे देशे कोळु- गै ab, है saat 

णेऽपि च जायते ॥ घ्रह्मपुत्र-वर्णत. कपिलो यः स्यात्‌ तथा भवति oa 

सारक, । ब्रह्मपुत्र स विशेयो जायते का ii ao re 
Sa जायते मल्याचळे ॥ यथपि हारिद्र, कृष्णविष | वत्सनाभ | wana | कृष्णविप 

सकतुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक तथा AGT का नामतो परकृत | 


संहिता में नहीं दिया हुआ है परन्तु प्रधानतया उपयुक्त 
इन्हीं नो विर्षो के स्वरूप का वर्णन प्राचीन sat में मिलता 


। चरकोक्त लाटली तथा कनेर प्रायः 
एनके अतिरिक्त Tei, ee a 


घतूरा आदि जिनका वर्णन 


सुश्च॒त संहिता में वर्णित स्थावर विष के १० अधिष्ठानों 
( आश्रयो ) में से arg विर्षो को महाविर्षो के नाम से रस 
wet में लिखा है और शेप मूल विष, छीर विप, निर्यास 
विष, फलविप, पत्रविष आदि को उपविपोंके नाम से शाह धर- 
सहिता, आयुर्वेद प्रकाश तथा रसेन्द्रसारसग्रह में कहा गया 
। इनका उपयोग पारद के सुख करण क्रिया के लिए तथा 
अन्यत्न ओषधि के रूप में किया गया हे । उपविर्षा की सख्या 
रसाणंव में ५, रससकेत कलिका में ६, रसेन्दचूडामणि, 
रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरत्ञाकर, वृहद्योगतरंगिणी, शाङ्गधर 
सहिता, रसरलससुच्चय, धन्वन्तरि निघण्टु, सावप्रकाश, 
योगरल्लाकर, आयुर्वेदप्रकादा और रसेन्द्रसारसंग्रह में ७, कुछ 
रसम्न्यों में ९, रसतरकद्विणी में ११ और रसोपनिपदू में ४० 
लिखी हैं। वर्णन तथा समझने की सुगमता के लिए निम्न 
( १९ पृष्ठोक्त ) तालिका पुनः बड़ी सहायक सिद्ध होगी 


इनके अतिरिक्त अन्य aga से स्थावर fiat का 
प्रयोग आजकछ चिकित्सा में होता हे और उन सवका 
ज्ञान mts चैध को होना alec आधुनिक विपतन्त्र 
(Toxicology ) से भी अध्ययन-मनन कर उपयुक्त विप 
सम्बन्धी ज्ञान को पूर्ण बना लेना ज्ञान तथा व्यवसाय की 
इष्टि से लाभ कारक होता है । 


उनका वर्णन विस्तार 


प्राचीन सहिताओं में 
विप का जो विस्तारपूर्वक वणन किया गया है उसकी अपेक्षा 


पीछे के लिखे हुए समह Dal में frat 
दिया गया हे । विधां के भेद, 


पश्चार्काठीन चद्य सम्भवत्त. भूल गये थे 


प्रसिद्ध व्याख्याकार शाचा ह को ग सहिता के 
गद्दी था उन्होने स्वय छिस्रा है कि: 
परेरपि यातुमशक्यत्वात तानि दिमवत 
“यानि ॥ इसी प्रकार उनके पूर्ववर्ती 


अध्यायः २] कल्पस्थानम्‌ १६ 
स्थावर विष ज्ञापक तालिका 
| | रख संकेत रसेन्द्र चिन्तामणि ह 
सख्या! रसार्णव रसेन्द्र सार संग्रह रसेन्द चूडामणि वथा | (जय अन्थ | रसतरङ्गिणी 
| कलिका योगरलाकर आदि रसरलसमुच्चय 
४ | सुह ast सेहुण्ड नीलक | स्तुही | सुद्दीक्षीर 
२¦| अक झक अके अरव अक अकंचीर 
३ | करवीर हयारि हयारि करवीर हयारि करवीर 
2 लांगली लांगली लांगली लांगली छांगली लांगली 
५ | उन्मत्त हेम wae कनक । धत्तूर घत्तर 
६ x | विषसुष्टि युञ्जा विषमुष्टि विषसुष्टि | विषतिन्दुक 
७ x | x अहिफेन जया अहिफेन | अहिफेन 
८ x | x x x गुझा TST 
९ x | x x x जयपाल रेचक 
९० x x x x x भन्नातक 
११ x | x x x x विनया 


चत्वारि वत्सनाभानि मुस्तके हवे प्रकीर्तिते | 
a iS येके 
घटू चेव सर्पेपाण्याहुः शेषाण्येकेकमेव तु 1६॥ 
कन्दविषों के अवान्तर भेद-वत्सनाभ के चार, सुस्तक के 
दो, सर्पप के छुः अवान्तर भेद हैं और अन्य सभी के एक एक 
सेद होते हैं nay 
Saad सूलविषेः प्रलापो मोह एव च। 
जुम्माङ्गोढदेटनर्यासा क ज्ञेयाः पत्रविषेण तु ॥७॥ 
मुष्कशोफः फलविषेदोहोऽन्नद्वेष एव च! 
भवेत्‌ पुष्पविपेश्‍छर्दिराध्मानं मोह एवं च॥८॥ 
त्वक्सारनियोसविषेरुपयुक्तेभवन्ति हि! 
आस्यदोर्गन्ध्यपारुष्यशिरोरुकफसंखबाः ॥६॥ 
फेनागमः क्षीरविपेरबिड्भेदो गुरुजिहता | 
हृत्पीडनं घातुविषेमूंच्छो दाहश्च तालुनि ॥१०॥ 
्रायेण कालघातीनि विपाण्येतानि निर्दिशेत्‌ | 
स्थावर विर्षो के पत्रादि विशेष से गुण विशेष- सूळ विष से 
ऐंडन, ्रळाप तथा मूच्छ उत्पन्न होती हे । पत्रविप से जम्भा 
( जसुहाई ), अंगों में Gea तथा Mase होता हे । फल 
चिप से सुप्क ( अण्डकोष ) में शोफ, दाह भौर अन्न में द्वेप 
आदि लक्षण इष्टिगोचर होते हैं । पुष्पचिष से वमन, आध्मान 
( अफारा ) और मोह (मुच्छ) उत्पन्न होते हैं। त्वक्‌ 
सार, निर्या आदि विपो के प्रभाव से सुख में दुर्गन्धि, 
परुषत्ता ( कठोरता ), शिर में ददं, कफ का खाव आदि 
लक्षण इष्टिगोचर होते हैं। चीर विपां के सेवन से झुल से 
झारा ( फेन) निकलना, अतिसार तथा जिह्वा में भारीपन 
होता है। धावुजन्य विष के सेवन से हृदय में पीड़ा, मूर्च्छा, 
ताठ में दाह आदि लक्षण होते हैं। प्रायः ये विष अपने 
विपेले प्रभाव से प्राणियों को एक दिन, पन्द्रह दिन तथा 
एक मास के समय में मारते हैं ॥ ७-१०॥ 


हुए लिखा है कि--स्थावर त॒ ज्वर Ret दन्तदर्ष गलग्रहम्‌। 
फेनवम्यरुचिश्वाप्तमू्च्छाश्च जनयेद्‌ भृशम्‌ ॥ (च, चि, अ. २३।१५) 
अर्थात्‌ स्थावर विष उवर, हिचकी, दन्तहदर्ष, गलग्रह, जाग 
आना, वमन ( के ), भरुचि, श्वास और मूर्च्छा इन्हें अधिक- 
तया उत्पन्न करता है। आधुनिक मतानुसार भी इन feat 
की किया तीन प्रकार की होती है-यथा १-स्थानिक 
( Local ).--यदि विष शरीर के किसी भाग में लग जावे 
तो केवळ उसी स्थान की धातुओं (Tissues) का विनाश 
करता है यथा तीच ewe और छार जहाँ दारीर पर लग 
जाते हैं चहीं पर अपनी रासायनिक क्रिया द्वारा दाइ एव 
नणोत्पत्ति करते हैं। इली प्रकार रसकपूर, नीळा्जन आदि 
क्षोमक[विपों के सम्प में आने पर उस स्थान अथवा अंग सें 
सोभ ( 1071500 ) एवं शोथ उत्पन्न हो जाता है । तथा 
कुछ पदार्थ स्वचा और श्ळेष्मिक कलाओं (Mucous memb. 
780९ ) के सम्पक में आने पर नाड़ी को प्रभावित करते हैं 
जैते'वेळाडोना और पट्रोपीन के प्रयोग से आँखों की पुतळियाँ 
(Pupils) vata हो जाती हैं एव वर्सनाभ के प्रयोग से 
झनपझनाहट भौर सजाहीनता उत्पन्न हो जाती है। २-सर्वा- 
द्विक क्रिया (General or systemic action ):—faut 
का शरीर के संस्थानों में जव शोपण हो जाता दे तय वे 
aalfes क्रिया करते हैं यथा--कुचला के gga पर प्रमाच 
करने के कारण धनुर्वात की भांति पेशियों में eng ( Con- 
"०४1००5 ) होने लगते हैं। तथा वृक्क पर कैन्येराइड्स की 
चोभक क्रिया के कारण ge शोथ ( Nephritis) उत्पन्न हो 
जाता दै । छोरोफार्म के नस्य लेने पर मूर्च्छा उत्पन्न हो जाती 
है, इस्यादि। इ-स्थानिक एवं सर्वाङ्गिक मिश्रित क्रिया --इसी 
प्रकार कार्वोनिक एसिड, फारफोरख सादि कुछ विप ऐसे भी 


हैं जो अपने प्रभाव से धातुओं का नाश करके स्थानिक क्रिया 


करते हैं और साथ ही साथ शरीर में शोपित होकर सर्वाड्टिक 
क्रिया भी करते हैं। भिन्न-भिन्न विषों से भिन्नभिन्न प्रभाव 


विसशः--कविराज हाराण sez 'गुरुजिद्वता! नामक | शरीर पर पडते हैं Sa वमन, रेचन, आँखों की पुतली का 


शब्द के स्थान पर 'निह्मनिद्धता! नामक पाठ को उचित 
मानते हैं 1 चरककार ने स्थावर विपां के लक्षणों को बताते 


प्रसारित अथवा सकुचित होना, यघिरता, अन्धापन, 
स्वेदाधिक्य, शीताङ्गावस्या ( 31510 state ), प्रलाप, आचेप; 


26 


* 


ANTE 


PPL LLL LLL PP PLL, OPS 


पक्षाघात, कम्पन, सूत्र की विवर्णता, नाडी की तीव्रता 
मन्दता आदि लक्षण होते हैं जो निदान करने में aga 
सहायक दोते हैं । 
कन्द॒जानि तु तीदणानि तेपां वच्यामि विस्तरम्‌ ॥११॥ 
स्पशोनानं कालकूठे Fag: स्तम्भ एव च | 
ग्रीवास्तम्भो वत्सनाभे पीतविषण्मृत्रनेत्रता ॥१२॥ 
सर्पपे वातवेगुण्यमानाहो अन्थिजन्म च! 
Fase! पालकेञ्युमताबिह ॥१३॥ 
प्रसेकः कदमाख्येच विड्भेदो नेत्रपीतता | 
वेराटकेनाङ्गडुःखे दिरोरोगश्च जायते ॥१४॥ 
गात्रस्तम्भो वेपथुश्च जायते मुस्तकेन तु। 


रङ्गीविपेणाङ्गसाददाहोदरचिव्ृद्वयः ॥१४५॥ 
पुण्डरीकेण रक्तत्वमदणोवृंद्रिस्तथोदरे । 
29 मृलकेरछरदि 3 हकाशोफ 

वेबण्य मूलकरछदिहिकारोफप्रमूढताः ॥१६॥ 


चिरेणोच्छ्सिति श्यावो नरो हालाहलेन वे! 
महाबिपेण हृदये अन्थिशुलोद्रमी भृशम्‌ ॥१७॥ 
कर्कटेनोत्पतत्यूध्य हसन्‌ दन्तान्‌ दशत्यपि | 
कन्दरविषों के लक्षग-कन्दूविप तीचण विष होते हैं, उनका 
वर्णन विस्तार से करूया, यथा कालकूट विप के स्पर्श से 
SHAM, FHT और जडता होती दे। वत्सनाभ से औीवास्तम्भ, 
मलमूत्र का पीले वर्ण का हो जाना तथा नेत्रा में पीळापन 
होता दै, सर्पप विप से वायु की विपरीतता, भानाह् छर 
अन्थि ( गांठों ) की उत्पत्ति होती दै! nes विय से shar 
की दुर्वळता, चाणी का अवरोध होता हे । कर्दुमविष के सेवन 
a सुख से पानी आना, अतीसार, आँखों में पीछापन होता 
है। चेराटक दिप के प्रभाव से अगा का दुखना और शिरीरोग 
होता दै। सुस्वक विप से शरीर में स्तम्भ, कम्पन कौर at 
विप से बंगों में शियिळता, दाइ और उदर की वृद्धि होती 
a1 पुण्डरीक विप के प्रभाव से आँखों में छालिमा, उढर की 
ale और मूळ्क विष से विवर्णता, दिका ( हिचकी ), शोफ, 
Wea तथा genes विष के प्रभाव से श्वास देर में आता 3 
और मनुष्य का रंग काढा पड जाता हे | महाविष के सेवन 
से हृदय में अन्यि भौर महान शूर होता है, कर्कटक विप के 
अभाव भ आकर मचुप्य ऊपर की भोर उचलता तथा द्ुद्ता 
है और दमता हुआ दाँतों को काटता है ॥ ११-१७ ॥ 


: विमर्धः-"कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने 'बातचैगुण्यः 
के स्थान पर “ताळवंयुण्य' एवं 'कर्दमारयेनः के स्थान 
पर ‘aga?’ पाठ किया है । wana से उग्रवीर्थ 
कन्द्विषों को महाविष के रूप में प्रयुक्त किया गया है! 
CARES नामक अन्य सें भी gate तेरद प्रकार 
के कन्टरविषों का ही वर्णन मिळता है केवळ सुश्चुन 

के घुण्डरीक, वराटक सौर पालक कन्दुविष के स्थान पर 
द्वारिदक, WEP और वालुक यह नामान्तर कर दिया 
है! इसी प्रकार आानन्दकन्द, रससार, aad, wez 
सारम; रसेन्ट्रचिन्तामणि, दृद्दयोगतरगिणी तया 
Sateen स॑ १८ कन्टविप लिने मिलते हैं। रससार 
चया रखमकरी के ey विपो के नामों सें परस्पर अन्तर Ed 


सुश्रुतसंहिता 


इन १८ arg faut में से सक्तुक आदि १८ कन्द विप 
सौम्य होने के कारण भीपधियों के रूप में प्रयुक्त किए 
जाते हैं परन्तु ओप १० कन्दविष ( काळकूट आदि) अति 
उग्र होने के कारण आषधि के रूप में ग्रहण नहीं किए 
जाते, कवळ धातुरसवाद और विपवाद सें ही ग्रहण किए 
जाते हैं। कुछ अन्यो में निज्ञद्षिसित ९ कन्दविष मिलते 
ई यथा--( १) वत्मनाभ, (२) हारिद्र, (३) wes, 
(९) सौराष्ट्रिक, (५) प्रदीपन, (६) cfs, (७) 
काल्यूट, (८) geez, (९) sagas रसोपनिपदू' 
नामक रसग्रन्थ में ४० महाविर्या ( कन्दविषों ) का वर्णन 
मिळता हे यथा--पत्तुक वत्सनाभ च fey ages! 

**"**"चत्वारिशन्महाविपा* ॥ ( रसोपनियदू भ, ४।१२-१७) 
इस प्रकार रसप्रन्योक्त (रसमञ्जरी तथा रस सार आदि 
अन्था में वणित ) विर्षा के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 
निम्नलिखित तालिका बढ़ी उपयोग प्रमाणित होगी!- 


rrr rer vr यी 


° 
भाधुवद प्रकाश, | 


क 


आनन्दकन्द, रसे ¦ 


चिन्तामणि, | रसमजरी SS 
इह्योगत्तरक्षिणी 
सक सक्तुक सक्तुक 
सुस्चक Gears मस्तक 
ala मयूर मयूर 
दार्वीक विन्हुक | विन्दुक 
साळेप सुमङ्गल | सुमङ्गळ 
Raat ayaa | शंखनाभ 
वत्सनाभ वत्सनाभ | वत्सनाभ 
मेकत वालुक सुनाम 
कालकूट काळकूट | काळकूट 
दुर कर्दम Deve 
कर्काट waz कर्कटक 
हालाइड हाळाहळ | दवालाहल 
Aaah fafa Az 
थसर्दष्ट्र चक्र विष 
केदार पुप्कर पुष्कर 
afta afta आमर 
१७ | cenit Azt VERE 
१८ | aft हारिद्र हार्ट 


आधुनिक चिकित्साशाखों में उग्र विपा के अथवा आत्ययिक 
( Acute ) frat के wan निम्नलिखित होते ईै— 

६. चमन (Vomiting) -यह चमन क्रिया प्रायः 
निम्न frat के सेवन की अवस्था में पाई जाती है--( अ ) 
घोभक विष ( 1771३०४5 )-जो लामाशय या गले में बेचैनी 
उव्पन्न करनेवाले यथा तुत्थ, सखिया, जमाळगोटा, फास्फोरस, 
पारट आदि। (व) चात-संस्थान अथवा बातनाठ़याँ पर 
प्रभात करनेवाले विष-जो अपनी प्रत्यावतित्त किया से वमन 
केन्द्र (४०६०६ centre) को उत्तेजित करके वमन कराते हैं 


Tay: 2 ] 


ro ROA ना ET Rei Te EN rp NN 
ees ~ oS ~ ~ 


~ ~ 


कं 


यया सेण्टोनीन, उिनिरेलिस क्षादि। ca तिपो का वामक 
प्रभाव छामाशय क्षघवा तालु (फण्ड) में कोई तिडनि- 
कारक प्रभात नहीं यरता । (ख) नोंद लाने वाले रिप 
यशा कायो लिफ पूमिद-यह दिप faze होने के साथ साय 
चमन मी कराता ti (द) अश्वविष--पीत्तल जयया 
कासे के यर्तन मे रगे हए दधि आदि भोऱ्य पदाथा हे 
Aaa से बमन होने गत्ता ऐै। freq कए रोग ऐसे भी 
होते $ जिनमें लघय म्णखप ‘aaa’ होता है एसलिए 
घमन से विषज्ञुटना का arty फरने के पाले उन रोगों 
का विचार भी फर सेना छावश्यक छो जाता bt यह रोग 
प्रायः उदर छी पिह्ननियों से सम्पन्धित होते €, सेमे 
घडगुदोदर+ wTaghs ( Hernis ) ger (Colic puns), 
चोय, घत, सान्वपु्णा ahr ( Appendicitis ), विसूचिफा 
(Cholera \, srpaste ( Heplit.s ), पित्ताधध शोय 
(५५१७०५१५६०), गुदाशोय ( Profits), erat गुदरोग, 
nevis, शोध, सुद (Tamour:), ennai में 
trary ( विशेष रूप से क्षामादाय में) आदि तथा 
sora, ज्यर, मस्तिष्क विद्वधि चथा मधुमेह भादिसं भी 
वमन होता है । 

२, fitar ( Persition ) तिवषी ज्वी पिप की 
विपाफता के कारण रोगी को निसार मी होने टगता 
हे और एस धतिसार में भल फे माथ रक्त की zfs होती 
है freq कमी-कमी shen (91५७०५) भी निसटता दै! 
यह खरय प्रायः dhs frat के सेवन की सवस्था में 
मिलता है । टाइक frat क aaa की सवस्या में भी विरेचन 
के won एटिगोचर होने दे cas अतिरिक्त अम्नविष 
( Tool ७01००0०112) की करस्था में भी अतिसार ऐ चाना 
है। मल के साथ आर रक्त की प्रसत्ति होती & तो प्रायः 
SEE वर्ग काटा होता z , Tarry stools, Bact stools ) 
किन्तु प्रयाहिदा, रक्तानिसार ( Bacllary dysentery’, 
विसूचिका, भान्त्रशोथ भादि रोगों में भी मळ के साथ 
कमी-कमी रफ rahe होती देसी जाती है भत, इन दातों 
को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करना चाहिए । 

३, सुख से लार का बदना ( लालासाव ) 8५10१00 —~ 
दिप के कारण रोगी के ya लार गिरने लगती है प्रायः 
MTA, हार, AIA, नुस्य, पारा, ततम्याकू, ण्य घोमाइड 
frat की अवस्था में यह eon इष्टिगोचर होता हे । किन्तु 
मुखपाक : 5१००१४1४1५), सुगी, पापाणगढ म ( Mamps ) भादि 
रोगों में मी 'अव्यधिऊ टाठास्राव” इण स्वरूप मिळता है 1 
अत. सावधान होकर किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए! 

४. आध्मान का ऐना (Tympantis) -कुछ विष 
चायु को रोफकर उदर को फुछा देते Zi इन वर्षा में 
उद॒र पर दाथ से रपण ( Percussion) करने से चायु का 
थाब्द सुनाई देता दै और रोगी का उदर फूटा हुआ मालम 
होता SI पारद, अफीम, मिट्टी का तेल तथा फास्फोरस 
आदि विपो के कारण यह उषण उत्पन्न होता है किन्तु 
बद्वगुदोदर, उदरावरणश्योथ, प्रवाहिका, आन्तरिक saz 

(राइफाइद ) भादि रोगों की अवस्था में भी तों 
में मठ का अवरोध होने से पेट में घाष्मान हो सकता है । 

५, उदर में तीनयूल युक्त मक्कुचन दोना ( 001० ) :-- कुछ 


३१ 


FASTIN TS RANE rer eS TRAIN, 


विपो की अवस्था में उदर की पेशिया में प्रवठ संकोच 
९ tsa) होता है यथा सीसफ विष ( Lead porsontng ) 
फी अवस्था में । किन्तु भान्त्रक्षपजन्यश्रल्ल तथा विसूचिका 
रोग फी वर्था में भी तों मे एंडटन हो सकती है। 

६. पुतली (Papl) पर प्रभार *-कुछु विषो के कारण 
पुबळी अपने स्याभाविक ase से छोटी हो जाती है 
आयचा संधुचित हो जाती है यथा अफीम, सर्पविष 
तथा कमी-कमी चरसनाभ विप की अवस्था में। किन्तु 
मस्तिष्क में रक्तन्लाय होने पर अथवा मस्तिष्क के तीच 
धाघात (Concussion of the bran) की तृतीयाचस्था 
में मी पुतळी सडचिन हो जाती है। इसी प्रकार मद्यपान 
के उपरान्त भफीम का सेवन करने से gael अनियमित 
Go जाती है अर्थात एक नेत्र फी पुतली तो विस्फारित 
( Dilated ) र्री ऐ आर दूसरे नेत्र की पुतली सकुचित 
या धनुभावित ( स्पामायिक ) होती है। मिन्द इस अवस्था 
सें मी अपयाद्‌ पाया जाता है, यदि मस्तिष्क में रक्स्राव 
हो जाये, यवा अधिमन्य (।१००००१ ) रोग हो तो 
भी gaat अनियमित हो सकती हे । इसी प्रकार घेळाढोना, 
धतूरा भादि दिप के कारण दोनों नेन्नों की पुत्नलियाँ 
विस्फारित ( Dishteb ) हो जाती ई | 

७, FITS (Pazmnz in the errs ) चिउरी 
(Qunmne) तथा afefafes पमिढ की विपाक्तता में 
धान में सनभनाहुट होने लगती है! 

८, पसीने वा आना :--पाहूलोकार्पीन, अफीम, वत्सनाभ 
आदि विर्षो की अवस्था में पसीना बहुत आता हे । 

९, ताप दा दना ( Ruse in temperature ) — ql 
चेलाढोना, कोकोन भादि विर्षो से भथवा आमाशय में 
fade करने वाले पदार्थों के प्रभाव से शरीर का ताप 
चढ़ जाता है तथा पसीना प्राय, नहीं निकलता। 

१०. शौनांगना ( Collapsed tor Algid stite of the 
body ) '-विक्षोमक तथा cies पदा के सेवन से, मध, 
सुरमा तथा सर्पविप भादि की विपाक्तता में शरीर eer 
पढ़ जाता टे किन्तु शूल, उरःशूल, विसूचिका, भतिसार 
तया भव्यधिक रक्तत्राच हो जाने की अवस्या में भी शरीर 
शीतल (डण्डा ) हो जाना ह 1 

शरीर का नौला पट जाना (श्यावता, Cyanosis) --भफीम, 
कुचला, कार्वन ढाइ भाकमाइउ, Beata, सर्पविष तथा 
अन्य दाहक विपो की अवस्था में शरीर में नीला w 
था जाता है किन्तु फुफ्फुसपाक ( श्वसनक Pneumonn ) 
क्षय, रोहिणी ( Diphtheris ), sega, ( छाती में रक्त. 
खाव होने पर), aaa में याधा तथा गळगण्ड 
(५०७८) की भवस्था में भी मुख भथवा शरीर नीलवर्ण 
अथवा छृप्णवर्ण ( काले रङ्ग ) का हो जाता ei 

१२. सन्यास की अवस्था (Coma )--मच, AAT, TEI, 
ain, अफीम भादि feat के प्रभाव से शरीर सन्यासम्रस्त 
(Comatose) अर्थाच, सज्ञारहित हो जाता है। किन्तु 
मलेरिया, यूरीमिया, कोळीमिया, मधुमेह, प्लेग तथा 
विसूचिफा आदि रोग भी मनुष्य में सन्यास (Coma) के 
लक्षण उत्पन्न कर देते हं । 


क 


र 


oe 


सुश्रुतसंहिता 


4३, प्रढाप ( Delirium )--धतूरा, कपूर, भाँग, मद्यपान 
अफीम तथा हवायोसायमस आदि fat की विषाक्तता में रोगी 
प्रढाप करने छयता है । किन्तु पागलपन, मानसिक थाघात, 
शूळ, मचुमेह, उच्च ज्वर तथा यूरीमिया आदि की अवस्था 
में सी रोगी बकवादू अथवा प्रलाप करने लगता दे | 

६४, आक्षेप तथा अन्य बातनाटी मण्टळ जनित लक्षण 
Con, ulsuns and other nervous symptomऽs-अकं सलिया, 
अफीम, सीसा, ange आदि विपो की अवस्था में आक्षेप 
( Convulsions ) होने लगते हैं किन्तु अपस्मार, धनुःस्तम्म 
(Tetanus), swag ( Hydrophobia), नाढीजन्य 
फिरद्, योपापस्मार, गर्भान्नेपक ( Eclempsia ) तथा यूरी- 
मिया आदि रोगों में भी ये भाघेप उत्पन्न हो जाते हैँ। 
चत्मनाभ, ससिया, सीसा, सर्पिष आदि विषां के प्रभाव 
से पारीर के अन्दर ( विशेषकर जिह में ) अकर्मण्यता at 
जाती है । मदात्यय, सीसा, तथा संखिया विप की विपाक्तता 
में शरीर में चोअ होने के कारण कम्पन होने लगता है। 
तथा वश्सनाम विष से त्वचा में चुनछुनाइट ( Rafer ) 
उपपन्न हो जाती है । 

१% मूत्र पर प्रभाव-समिया, पारद, फास्फोरस, saw 
चीनी आदि विषो के परिणाम-स्वख्प रक्त से युक्त सूत्र की 
प्रधूत्ति द्ोती हे freq मूत्राइमरी आदि की अवस्था में भी 
रछमिथित qa निकळ मकता दै । सनाय, रेवन्द्चीनी, 
तथा कार्बोटिक cera विपाछता में मूत्र का रङ्ग 
काळा हो जाता दै! धतरा, विप के प्रभाव से मूत्र ea 
करने में कठिनाई होती है किन्तु मूत्रामर्ग में अवरोध, प्रमेह, 
adler ( Prostate enlarged ) मत्रादाय झोथ तथा गर्मा- 
वस्था में भी यही won fas सकता है अत्तः भळीमांति 
सोच विचार कर ही निश्चय करना चाहिए | 

१६, नादी पर प्रमाव--धतूरा, सीसा आदि विपो के प्रभाव 
से नादी कठोर हो जाती दै। तथा भाँग, अफीम, तम्बाकू ag 
aaa लाडि विषयों के प्रभाव से नादी की गति धीमी 
(मन्द ) पड़ जाती हे किन्तु मधुमेह, मन्याल, saa, 
आर मस्तिष्कावरणश्नोथ्च ( Meningitis ) की अवस्था में भी 
नाड़ी मन्दगति से चछती दे । इसी प्रकार कपूर, फास्फोरस 
मद्य तथा धत्तर विप की अन्तिम अवस्था में नाडी की 
गनि तेज हो जाती है। ठिन्तु मर्च्डा, अपस्मार, छू छगने 
की erage मे मी नाड़ी की गति तीच हो जाती है । 

१७. SITE पर प्रमाव--वत्समनाभ, मध, सुरमा, 
तथा अहिफेन की विषमयता में श्वास की गति धीमी हो 
जानी ई। फिस्तु उन्माद, यूरीमिया, अपस्मार तया मूर्च्छा 
आदि में भी खासगति मन्द हो जाती है । छोरोफार्म, निद्ळ 
far शादि डी अवस्था में श्वास के अन्दर वरघराहट होती 
हैं किन्तु सन्यास, aftacs पर चोट छगने से भरी खास से 
घरवराएट जा जानी है। zy विशेष wan पेने भी 
king जिनडो देसकर विष जिद्रोप की मिपाक्तना का ज्ञान 

तुरन्व हो जाना है यथा-- 


१०, त्वचा की 


रोगी की अवस्थानुसार विप का निदान 


रोगी की अवस्था विष का अनुमान 

१, तस्काळ मृत्यु १. पोटेशियम साइनाइड ken. 
२, दाइड्रोसायेनिक एसिड hen, 
३, कार्वन मोनोभॉक्साइड ०० 
४. कार्बन डाइ ऑॉक्छाइड CO, 
५, तीव्र अमोनिया 

६, आँक्जेळिक एसिड 

५, अहिफेन अथवा मार्फिया 

२. मद्य 

३. छोरोफामं 

४. छोरल हाइड्रेट 

५, कपूर 

१, alt भरल 

२. चार 

३. वत्सनाभ 

४, फेनाश्म 

५, तमालपत्र 

६. नीळा्चन 

७ एण्टीपाहुरिन 

१, पृण्टी फेत्रीन 


२. मूर्च्छा 


३. हृद्यावसाद 


४, सुख का पीत 
वर्ण होना 
५, प्रलाप १, धत्तूर 
२. वेळाडोना 
३. भाँग 
४, मध्य 
५, कपूर 
६, खुरासानी अजवाइन 
६, धञुर्वात की भांति १. कुचळा 
पेशी आत्ेप २ सलिया ( फेनाश्म ) 
३. नीळला्जन 
१, वत्सनाभ 
२. फेनाश्म 
३. नाग 


४. कोनियम 


८, पुतळियोका १. घतूरा 
विस्फारित होना २. चेळाढोना 
६. खुरासानी क्षजवाइन(प्रथम अवस्था) 
४, अहिफेन ( अन्तिम भवस्था ) 
५, चत्सनाभ 
६. मद्य 
७, छोरोफामं 
९, घु्तळियों का १, अहिफेन ( अफीम ) 
संकुचित होना २, कार्योनिक एसिड 
३. छोरल हाइड्रेट 
१. धतूरा 
२. वेळाडोना 
३, quart अजवाइन 


७, Hag 


शुष्कता 


rag: २ | 


कल्पस्थानमू २३ 


men LLLP LPL, 


रोगी की अवस्था विष का अनुमान 
११. त्वचा की १, अहिफेन 
आद्रता २. वरसनाभ 
३. मध 


४, NAAT 
4, तग्वाकू 
६. किसी भी विप के कारण हृदयाव* 
साद्‌ की अवस्था । 
१. कार्वोनिक एसिड 
२. रसकपूर 
३. दाहक भरल तथा तार 
१. संश्षिया ( रक्तमिश्रित कपिल 
चणं का चमन ) 
२. नीलछाक्षन ( खेत वर्ण का वमन ) 
३. डिजिटेटिस 
2 
4 


१२. मुख Ba होना 


१२. चमन 


« RAMA 
. अमोनिया 
६. फास्फोरस आदि 
इन विशेष eal के ज्ञान से विपज्ञुष्ट व्यक्ति का निदान 
aga ही सरलता एवं aaa दो जाता हे तथा आहार 
पुवं पेय द्वव्यों में विष मिला कर सेवन करने वाले सभी 
व्यक्तियों सें प्रायः समान ळषण प्रकट होते हैं। इन 
equ को देख कर आसानी से विप का अनुमान लगा लेना 
घादिए साथ ही विषाक्त व्यक्ति की पारिवारिक अवस्था एवं 
उसकी दिनचर्या भादि का भी पता oan चाहिए क्योंकि 
इससे भी निदान करने में बहुत सद्दायचा मिल सकती है । 


कन्द॒जान्युमरवीर्याणि ग्रत्युक्तानि त्रयोदश ॥१८॥ 
सर्वाणि कुशलर्नेयान्येतानि दशभियुणः | 
उग्रवीथं वाळे ave कन्द विष जो ऊपर कहे गए हैं. इन 
सबको बुदिमान मनुष्यों द्वारा निम्न लिखित दस गुणों से 
पहचानना चाहिए ॥ १८॥ 


हक्षमुप्णं तथा तीदणं Geary व्यवायि च ॥१६॥ 
विकाशि विशद चेव लब्वपाकि च तत्‌ स्मृतम्‌ | 
तद्रौच्यात्‌ कोपयेद्वायुमीप्ण्यात्‌ वित्त सशोणितम्‌ ॥२०॥ 
म्ति'च मोददयेत्तेद्ण्यान्मर्मबन्थान्‌ छिनत्ति च | 
शरीरावयवान्‌ सोक्म्यात. भविशेद्दिकरोति च ॥२१॥ 
आइझुत्वादाशु तद्धन्ति व्यवायात्‌ प्रकृति भजेत्‌ | 
gay विकारित्वाहोषान्धातून्मलाचपि 
वेशाद्यादतिरिच्येत ढुश्चिकित्स्यं च लाघवात्‌ | 
eet चाविपाकित्वात्तस्मात्‌ क्लेशयते चिरम्‌ ॥२३॥ 
विषों के दश यण तथा उनके कार्य-विष ey, उष्ण, 
तीका, सूचम, आशु, व्यवायी, विकाश्षी, विशद, og और 
अपाकी होता है। खच होने से त्र वायु को, उष्ण हो 
से रक्त के साथ पित्त को प्रकुपित करता हे चीदण होने क 
कारण gfe को मोहम्रस्त करता दे एवं मम-दन्धनों को 
काट देता दै । aan दोने से दारीर के अवयवो में दीव प्रवेश 


॥२२९॥ 


करके विकार उत्पन्न करता हे । आशुकारी होने के कारण 
शीघ्र प्राणा का विनाद करता दे । व्यवायी होने से सम्पूर्ण 
दारीर में फल जाता दे। fart होने से दोप, धातु एवं 
मळों को नष्ट करता है। विशद होने के कारण कहीं पर भी 
esa नदी ( चिपकता नहीं ) तथा लघु गुण वाळा होने के 
कारण दुश्चिकित्स्य होता हे। अविपाकी होने से बदी कठिनाई 
से निकाळा जाता है इसी कारण सनुप्य को अधिक समय 
तक कष्ट देता हे ॥ १९-१३ ॥ 


विमशः--कविराज हाराणचन्द महोदय ने एक पाठान्तर 
को भचित्य प्रदान किया है। वे मति च मोढ्येतैदण्यान्मर्मवन्धान्‌ 
छिनत्ति च” के स्थान पर “मानस मोदयेत्तदण्यादद्ववन्थांदिळन- 
त्यपि ? का पाठ उचित मानते हैं । विप के दृश गुणों की चर्चा 
करते हुए चरककार कहते हैं, fe—eg सक्षमाशु विशदं 
वायि तीक्ष्ण विक्राशि सूक्ष्मं च। उष्णमनिर्देशधवरस दशगुणमुक्त 
विष तज्ञः ॥ ( च चि, अ. २१२४) विषज्ञाता चिकित्सकों 
ने विप के दश गुण कहे हँ। १ लघु, rey, ३ sham 
४ विदाद, “saat, ६ तीदण, ७ विकाशी, ८ सूचम, 
९ उष्ण, १० अनिदेश्यरस ( जिसके रस का निर्देश नहीं 
किया जा सकता )1 विप के got का देह पर प्रभाव वताते 
हुए 'चरककार पुनः आगे लिलते हैं कि-रौद्षयाद्वातमशैत्या 
त्पित्त तौदम्थादसुक्‌ प्रकोपयति । कफमव्यक्तरसत्वादन्नरसांश्रानु 
वर्तते शीघ्रम्‌ ॥ ( च, चि, भ, २३२४) विप रूवता के कारण 
चात को उप्ण होने के कारण पित्त को, सूचम होने से रक्त 
को, अब्म्रक रस होने से कफ को भ्रकृपित करता है तथा 
ag via ही सव रसों का अनुवर्तन करता दै क्यों कि सूचम 
होने के कारण विप शारीर के छोटे से खोत में भी अवेश कर 
जाता हे | रक्त मी इसी प्रकार सूचम-मार्गानुसारी हे अत्तएव 
विष सूचम-मार्गी में पहुँच कर रक्त को भी प्रकुपित कर देता 
हे इसके साथ ही अपने “उष्णता? नामक गुण के कारण भी 
यह रक्त की दुष्टि कर सकने में समर्थ होता हे । यद्यपि कफ 
awe रस है किन्तु यह भी योगवाही हो जाता है। कफ 
स्थान में पहुँच कर अन्न के साथ योगवाही होने से कफ को 
प्रकुपित कर देता हे । सब अन्नरखों के साथ यह देह में प्रविष्ट 
हो जाता है और अन्न के रस के अनुसार तत्सम्बन्धी दोष 
अथवा दोपों को प्रकुपित करता दै! इसी विषय पर मत 
प्रकट करते हुए आगे चरककार लिखते हैं कि--शीघ्रव्यवायि- 
भावादाशु व्यासोति केवलं दैवम्‌ । तीद्ष्णत्वान्ममंब्न॑ प्राणघ्न॑ तद्दि- 
काञित्वाव्‌ ॥ दुरुपक्रम ठ॒त्वादेशचात्‌ स्यादमक्तगति दोषम्‌ ॥ (व. 
चि. अ. २६1२५ २६ ) शीघ्र गुण और व्यवायी गुण होने से 
विष शीघ्र ही सम्पूर्ण देह में व्याप्त हो जाता दे तीचण होने 
से मर्मनाशक होता दे । हृदय आदि मर्मा पर अपना घातक 
प्रभाव करता दे विकाशी होने से यह प्राणनाशक है। तात्पर्य 
यह है कि शरीर की स्थिति ओज पर है और विप ओज का 
ame होता है तथा सन्धिवन्धा को शिथिछ भी कर देता है 
जिसके परिणामस्वरूप wey हो जाती हं। लघु गुण वाला 
होने से इसकी चिकित्सा अत्यन्त कठिन होती है । विषद gor 
युक्त होने के कारण दोष किसी पक स्थान पर टिकता ही 
नहीं । लघु एवं frag होने के कारण ही विष सदेव अस्थिर 
होवा है तथा अस्थिर होने के कारण छी उसे दुश्चिकित्स्य 


२8 


माना जाता हे । अष्टाङ्ग संग्रह के उत्तर तन्त्र में भी इसी 
अभिप्राय का वर्णन मिळता हे यथा--तत्र तैदषण्योष्ण्यात्पित्त 
रक्त च कोपयति । रौदयाद्वायुस्‌ । वेशवादसक्तवेग प्रसरति | 
सौध्म्यादयत्रायित्वाच्च दोषधातुमलादीन्‌ समस्तान्‌ शरीरावयवा- 
नतुप्रविशति । भाशुकारित्वादाशु व्यापादयति | विकाशित्वान्मम 
चछेदेन मर्नि व्यामोदयति । लाघवाद्‌ दुनिहरमव्यक्तरसत्वाच्छलेष्म- 
प्रकोपणमन्नरसाश्च सर्वाननुवतंते ( भत एव च प्रयलेंनान्नानि विषतो 
रक्षेदित्युक्तम्‌ ) । भपाकित्वाच्तरां नो याति । तेनाभ्यवहृतमवदयं 
मारयति । मन्त्रौषधवलेन चोपशमितमपि प्रत्ययमामाद्य पुन" 
प्रकृप्पतीति ॥ इसी प्रकार ओज तथा विष के gut का वर्णन 
तथा gear करते हुए आचाय ने एक स्थळ पर कहा भी दै 
कि-विप भौर मद्य के गुण समान होते हैं तथा ओज भोर 
गोदुग्ध के गुण समान होते हैं इसलिए जहाँ विप ओज का 
विनाश करता हे वहाँ गाय का दूध ओज को बढ़ाने वाळा 
होता है क्योकि विष और भोज के गुण प्रायशः विपरीत ही 
माने गये हैं, यथा-'युरु शीत ae san age मधुरं स्थिरम्‌ । 
प्रसन्न पिच्छिल खिग्धमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ आदि। किन्तु 
शाइंधर संहिताकार ने विष के केवळ आठ गुण ही लिखे हैं 
यथा--व्यवायी, विकाशी, सूचम, छेदी, मदावह, आग्नेय, 
जीवितहर तथा योगचाही। अतः जो जो विप द्रव्य उपळब्ध 
होते हैं उनमें उक्तगुण वर्तमान अवश्य होते हैं और ये गुण 
जिस द्रब्य में जितने ही उअ या dia होते हैं वह द्वव्य 
उतना ही उम्र या तीम विप माचा जाता है । 


स्थावरं जङ्गम यञ्च छृत्रिमं चापि यद्विपम्‌ | 
सद्यो ध्यापादयत्तत्तु ज्ञेयं दशगुणान्वितम्‌ |।२४॥ 


दश युणों से यृक्त विष की तत्काळ मारकता-स्थावर, जंगम 
अथवा कृत्रिम जो भी विप तुरन्त आदमी के प्राण हरण कर 
लेता दै उको दस qt से युक्त जानना चाहिए ॥ २४ ॥ 


यत्स्था बर जन्नमक्षत्रिम॑ वा देहादशेपं यदनिर्गतं तत्‌ । 
जीण विपन्नीपधिसिहतं वा दाबाभिवातातपशोपितंबा २५ 
स्त्रभावतो वा शुणबिभ्रहीनं विपं हि दूपीबिपतामुपैति | 
वीयोल्पभावान्ञ निपातयेत्तत्‌ ककावृत वर्षगणानुबन्धि २६ 


दृपीविप के लक्षण-स्थावर, जगम या कृत्रिम दिप जो कि 
दारीर से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकछ॒ना किन्तु पचकर या 
fren कषधियों से नष्ट होकर अथवा दावानळ, वायु, धूप 
से सूय जाने के कारण या अपने ही स्वभाव से ही गुणों सें 
इछ फम गुणां का हो जाता दै उस विष की सञ्ञा दूपीविप 
की हो जाती दे। यह दूपीविप वीय ( शाक्त) के कम होने के 
कारण मनुष्य को शीघ्र ही तो नहीं मारता अपि तु कफ से 
शान EA से बहुत वर्षी तऊ चना रहता दे ॥ २५-२६॥ 


विमई--कविराज हाराण चन्द्र जी 'यद्विप' के स्थान 
पर 'तद्विष' का पाठ प्रहण करते ईँ । प्रायः इस प्रकार के 
रिप को मन्दू पिप ( 8109101501) भी कहा जाता है। यह 
विष मारक तो नहीं होता परन्तु दारीर में विकार उत्पन्न 
Ware) पेले घिप प्राय पारद, सीसा, afer शादि 
जो कि थोरे धीरे शरीर में एकव्रित होते रहते हैं और काफी 
मात्रा से सचित हाने पर ( Cumulative effect ) विपजन्य 


काह 


प्रभाव उत्पन्न करते हैं इसी को 'वपंगणाचुवन्धी' संज्ञा भी दी 
जा सकती है । 
तेनार्दितो मिन्नपुरीपधर्णो विगन्धबैरस्यसुखः पिपासी | 
मूच्छन्‌ वमन्‌ गद्ददवाग्विषण्णो भवेच दूष्योदरलिङ्ग जुष्टः 
आमाशयस्थे कफवातरोगी 
पक्ाशयस्थेऽनिलपित्तरोगी | 
भवेन्नरो ध्वस्तशिरो रुहाङ्गो 
बिळूनपक्षस्तु यथा frag: | २८॥ 


शरीर के अवयव विशेषगत दूषीविभ के लक्षण--दूषीविप 
से पीडित मनुष्य को भतीसार रहता है, उसका रग वदछ 
जाता है, उसके सुख में दुर्गन्धि एवं विरसता an पिपासा 
रहती हे । मूच्छ, वमन, स्वरविकृति नामक लक्षण उत्पन्न 
हो जाते हैं । वह मनुष्य सदेव उदास रहता है तथा दृष्योदर 
के छक्तणों से पीडित रहता हे । यदि दूषीविष आमादायस्थ 
हो तो कफ वात के लक्षण होते हैं, पक्काशय स्थित होने पर 
चायु-पित्त के लक्षण होते हैं। रोगी के शिर के वाळ एव 
शरीर पर के रोम झड जाते हैं भौर वह पर कटे हुए पक्षी की 
भांति गंजा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार रस, धातु आदि 
सें स्थित हुआ दूपीविष धातुजन्य रोगों को करता है और 
शीत, वायु तथा Varga आकाश के होने पर यह कुपित 
होता है ॥ २७-२८ ॥ 


विमशेः--चरककार ने इस विपय में अपना मत प्रदर्शित 
करते हुए कहा हे कि--दोपस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतम GAT 
यति । स्याद्वातिकस्य वातस्थाने कफपित्तलिद्ठमीपत्‌ nasal: 
रतिमोइगलम्रहच्छदिफेनादि । पित्ताशायस्थित पैत्तिकस्य कफवात- 
योविष aaa तुट्कासज्वरवमथुक्लमदाददतमो5तिसारादि | कफ” 
देशगत कफाधिकस्य वातपित्तयोश्व दशेयति । fer श्रासगलग्रह- 
कण्ड्लालावमथ्वादि ॥ Ca. चि, अ. २३२६-२९ ) विष 
यद्यपि तीनों दोषों को प्रकुपित करता है परन्तु दोप के स्थान 
आर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उस दोप को अधिक 
प्रकुपित करता है। afta पुरुष के वातस्थान में चिप के 
पहुँचने पर करु भर पित्त के लक्षण भएप होते हैं। प्यास, 
wel, अरति, मोद्द, गळग्रह, के ( चमन), झाग जाना 
आदि wan विशेष दृष्टिगोचर होते हैं। उसी प्रकार पैत्तिक 
पुरुष के पित्ताशय में स्थित विप में कफ-वात के लक्षण 
अल्प होते हैं और प्यास, कास, ज्वर, वमन, छम, दाह, तमः 
प्रवेश, अतिसार आदि लक्षण होते हैं जो प्रायः पेत्तिक प्रकार 
के होते हें । कफाधिक पुरुष में कफाशय गत चिप वात पित्त 
के लक्षणा को भएप मात्रा में प्रकट करता हे और श्वास, 
गलग्रह, क a लालाखाव भादि विशेष लक्षण समूह को 
उत्पन्न करता हे । अभिप्राय यह हे कि वातस्थान में स्थित 
विष रलेप्मज रोगों को भी करता हे अर्थात्‌ वातिक रोग तो 
अस्य रूप से होंगे ही किन्तु पित्तज द कफज लषणो की 
उपस्थिति भो रहेगी। इसी प्रकार पित्ताशय एव कफाशय में 
स्थित विष पित्तज भौर कफज रोगों को तो मुख्यतः उत्पन्न 
करता ही है किन्तु साथ ही साथ यथा क्रम चात कफज और 
चातपित्तज रोगों को सी उत्पन्न करता 81 भष्टाइ्नसम्द्द के 
उत्तर तत्र में भी इसी भाव का वर्णन प्राप्त होता है थथा-- 


अध्याय* २] 


कन्परथानम्‌ २४ 


renner तीना 


निषे ददोयलूवि् न दोष genset । आरावे यरय यरमैद स रार” | Geeta गोष सदूरय एरत्पसूनेवग ॥ ( च० चि० ete २३३०) 


सो तनणणय विारान दरो यारलरदूपरे हद । wars 
पुरत जया cee, । हिस्से माइयगत सद्वरिजस कफो” 
पान भ ए शष्टाद्रसंप्रद उत्तर सन्त श्र, ve) एक स्थान पर 
sere दृषीपिय Carr) के Rar पुनः निर्देश 
परते हैं फि->वर परियस्तुयों निच्वाव सरे गुदाडतय 1 म्प्य 
mae acme निष्टरि च। प्रयाति मरावीयर्य Ai 
नर्माडरनान्गेये॥( च. चि. क, २श६-५ ) 
यह विष सळ से mere होने के कारण वर्षाछान में गुद फे 
समाग fram फो प्राप्त होर दे में विसपंण rear 
बादलों ५ हट जामे पर अगम्यनएग्र उसे नष्ट परता है। 
सतपूर sera fia फा dig (afr) azz पड़ 
arian. farce afar far vt विपाकसा 
(Chrome Arsen Porn, } दी अपरवा में सुशरो 
चार्ली य रोमी का शिर गधा वारीर पर से aq जाना एवं 
गजापन भादि रुण इर्टिगोचरदोतेर्ट । 
स्थितं रखादिस्ययरा यथोक्तान 
करोनि धानुप्रभयाव विकारान्‌ । 
कोपंच शीनानिलदुद्धिनिषु 
WU, पूव सग] तत्र रूपम्‌ ॥ २६॥ 
rE Co शोप फी ध्याग्या go २७, वारम 
२, पंक्ति १८ में देसे) । 
निद्रा शुरत्यं च विज्ञम्भणं च 
विश्वेपद्रयीवथचाऽद्रमदः | 
दृधोनिप के पर्वरप--निद्रा धाना, भारीपन, जग्हाई, 
सस्विर्या की शिथिलता, dara होना एवं अट्गमद ( शरीर 
छ ant पा टूटना ) आदि होता है ॥ २९३ ॥ 
तनः उरोत्यन्नमंदाधिपाका 
वरोचऊं मण्डलकोठमोहान ॥ ३०॥ 
धातुक्रयं पादकरारयशोफं 
दकोदर छर्दिमथातिमारम | 
येत्ररयमृच्छीविषमञ््रान्‌ था 
कुयात्‌ Wat प्रबलां तृपां चा ॥ ३१॥ 
उन्माद मन्य्रजनयेत्तथाऽन्य- 
दानाहमन्यत्‌ ATT झुक्रम्‌ | 
गाद्रय़गन्यलनय्रेथ कुष्ठ 
तांस्तान विकारांश्च बहुप्रकारान ॥ ३१ ॥ 
each कार्य--हसके अनन्तर अख के कारण मद्‌ 
Cam होना), भविपाक, धरोचक, चकते और कोटो की 
उत्पत्ति, घातुपय, हाथ-पर-मुग में शोथ, उदर मे जळवूद्वि, 
चमन, शतिसार, विचर्णता, मूर्छा, विपमज्यर, प्रबळ तृष्णा 
उत्पन्न करता 81 कोई fia उन्माद, कोई भानाह, कोई 
शुक का विनाशा, कोई स्वरविक्ृति, कोई कुष्ट उप्पन्न 
करता है। एस प्रकार ये विप नाना प्रकार फे रोग उरपन् 
करते हैं ॥ ३०-४२ ॥ 
विमर्शा--हूसी प्रसग में चरककार का मत निम्नलिखित 
है यथा-दृपीयिष तु शरोणिरदुष्टयाएनः किटिभकोठलिह च 


8 छु० क० 


अवधि chia तो रक्त को दूषित करके AI फुन्सियाँ, 
किटिभ तथा ae (श्रीतपित्त, 222, ७५०१०१ ) को 
उत्पन्न परमा है) हस प्रकार दुषीविर्षा की अधिक माप्रा 
धातुओं में से भी रक्त फो ही xfer करती है। दुस प्रकार 
विय एक एक दोष को शव्यधिक कुपित करके प्राणों का 
एरण करना है शया प्र्येक विष दोष को शस्यधिक दूषित 
करके ज़ीवन-नाश करता है । 


ghd देशकालान्नदिवास्वप्नेरमीदणशः । 
यरमाद दृपयते धातूँस्तस्माद्‌ SALT स्मृतम्‌ 11१३1 
दूपीदिप की निरक्ति-यह जिप 2a, ere, aa, दिन में 


सोने से यार यार gel फो दूषित करता है इसलिये इस 
ळू, ः ~ ¢ 
विष को cdifad कहते हैं ॥ ३६ ॥ 


विमशे--ठ पर्युक्त शोक की ene करते हुये भाचायं 


+ इ“, ऱि . 
wean ने कहा हे किदे भानूएः प्रभूतानिल्श्चीतवर्ष) कारः 
शी गनि डुिनादिक aa दुराविखङलत्थानि) अश्नरयोंपरक्षणत्वाद 


म्ययाप सागासतोपादिभिर्पीव्यर्थः wt छौर इसके अनुसार 
प्यायाम, मैथुन, शोध जादि भी angle दूषक होते है 
शतः दनका समायेण भी शग मे ही कर लेना चाहिये । 
स्थावरस्योपयुक्तरय वेगे तु प्रथमे नृणाम्‌ | 
श्यावा जिद्वा भवेलतब्धा मृच्छ श्वासश्च जायते ॥ 
द्विनीये वेषश्चुः सादो दाहः कण्ठरुजस्तथा | 
विपमामाशायश्राप्रं get gfe वेदनाम्‌ ॥ ३५॥ 
तालुशोषं दृतीये तु शलं चामाशये भ्रशम्‌ | 
gat हरिते शूने ज्ञायेते चारय लोचने ॥ ३६॥ 
पफामाराययोस्तोदो हिका कासोऽन्त्रकूजनम्‌ | 
चतुर्थ जायते वेगे रिरसश्चातिगीरवम्‌ ॥ ३७॥ 
कफप्रसेको धेवण्य पर्वभेदश्च पश्चमे | 
सरवदोपप्रकोपञ्च पफाधाने च वेदना ॥ ३८॥ 
पट्टे प्रचाप्रणाशश्व we चाप्यतिसार्यते | 
स्कन्धप्रष्ठकटीभद्रः सनिरोधश्च सप्तमे ॥ ३६॥ 
स्थावर विर्षा के ० वेगो के रक्षग-स्थावर विष के सेवन 
से इसके प्रथम घेग में मनुष्यों की जीभ श्याववर्ण एवं जड़ 
हो जाती है, रोगी मूष्छित हो जाता है और श्वास से पीड़ित 
होता ऐ। दूसरे वेग मे कम्पन, शिथिलता, दाह, गले में 
दर्द होता है तथा भामाशय में चिप के पहुँचने पर faa 
दय में Agar उत्पन्न करता hl तीसरे घेग में तालुशोप, 
amar में dia शूळ होता है, नेत्र विवर्ण हो जाते हैं, हरे 
रंग के हो जाते हैं तथा शोफयुक्त हो magi चौथे वेग 
में पफाशय भोर भामाश्वय में तोद, हिचकी, कास, गोता 
में गठगड़ाहुट भौर शिर में भारीपन होता है। पाँचवें वेय में 
कफ का स्राव, विवर्णता, पर्वा (जोद़ों ) का टूटना, सब 
दोषों का प्रकोप भौर पक्काशय मे वेदना होती हे । ge घेग 
में बुद्धि भौर प्राणों का नादा भौर अतीच भत्तीसार होने लगता 
डे । सातवे वेग में स्कन्ध, पीठ और कटि ( कमर ) Ze जाते 
Se तथा खासरोध होकर ey हो जाती है ॥ ३५-३५ ॥ 
दिम्ईश--विष की छहर को ही येग कहते हैं। चरककार ने 


ok दाहे च हिक्कायामानाहे झुक्रसंक्षये | 
शोफे5तिसारे मृच्छायां est जठरेऽपि NMA 
उन्मादे वेपथौ चेव ये चान्ये स्युरुपद्रवाः | 
यथास्त्रं तेषु कुर्वीत विपत्ररीपधेः क्रियाम्‌ ॥५४॥ 
दूषीविष के उपद्रव की चिकित्सा-ज्वर, दाइ, हिका, 

AAS, शुक्रत्य, शोक, अतीसार, मूर्च्छा, हृद्रोग, उन्माद, 
कम्पन भर जो अन्य उपव हों उनमें उनकी अपनी 
चिकित्सा fran भोपधियो क प्रयोग से करे ॥ ५३-५४ ॥ 
साध्यमात्मवतः सद्यो याष्यं संवत्सरोत्थितम्‌ । 
दृषीविपमसाध्य हु क्षीणस्याहितसेविनः eel 
इति सुश्रुतसंहितायां कत्पस्थाने स्थावरविपविज्ञानीयो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अ 


दृषीविषकी साध्यामाध्यता के लक्षण- संयमी पुरुष में 
तुरन्त का विष साध्य दे | एक ad का पुराना विय याप्य दै 
fin हुए पुत्रं अहितसेची पुरुप में दुषीचिष भी असाध्य 
होता दे ॥ ०० ॥ 

विमत्र'-_दूपीविप की ब्याल्या करते हुए आचाय SET 
ने कदा दे कि--“दूपीविपस्य विषत्वेऽपि स्वेदो न निषिध्यने, चेन 
मन्दरवीर्यंतया कफ़ावरणाद विषवेगेनानुवन्धित्वमस्य, अत. स्वेटेन 
क्फस्वावरकस्योपछान्तावपहाय्ये विधे कोष्टयन Para सकळमेव- 
हियते ॥ इति ॥ 
इनि सुश्ुतसद्दितायां caveat स्थावरविषविज्ञानीय नाम 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ed 
तृतीयोऽध्यायः 
भयातो जङ्ग मवियविज्नानीयं कल्पं व्याख्यास्यामः १॥ 
यथोचाच भगवान aerate ॥शा 


जहम-विप-विश्वन का उपक्रम--अब इसके अनन्तर जंगम 
दिष विज्ञानीय कठ्प का व्यादयान करेंगें--जेंसा कि भगवान 
धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
जङ्गमस्य विपस्योक्तान्यधिष्ठानानि घोडश | 
समासन मया यानि विस्तरस्तपु वदयते ॥३॥ 
जङ्गम विष के १६ अधिष्टान-जगयम विष के सोलह स्थान 
(क्षधिष्टान ) [जो द्वितीय अध्याय सें] aaa में कहे 
थे उनका वर्णन अव यहाँ विस्तार सं करेंगे ॥ ३॥ 
तत्र, इष्टिनिःासदंष्ठानखमृत्रपुरीपश्चुकलालातेब- 
मुखसन्द्ंशविशर्विततुण्डास्थिपित्तशुकशबानीति ne 
उनमें १ दृष्टि, > निश्वास, ३ द्रा, ४ am, ५ मूत्र, 
६ पुराप, ७ शुक्र ८ खाला ( छार), ९ आर्तव, 40 मुग्ब, 
१३ win, १२ faafaa, १६ तुण्डास्थि, 12 वित्त, १५ शक 
शीर १६ दव ये सोल्ह स्थान हैं ॥ 21 


RE... त 

PALL PIL LL AL OL OLA I I LL ALLL ALLA 
लिखा दे कि-निःश्वासः फूत्कार., विशद्धित wget कुत्सित- 
शब्द: शुक दौटलोम, 
aa. इस प्रकार 'विशर्डित' का अर्थ-युदा से किया गया 
कुत्सित शब्द-होता दे। वृद्धवाग्मटकार ने faa अधिष्ठानों 
का वर्णन किया हे यथा- दृष्टिनि-बासस्पत्रद्टामुपनसात्यि- 
मूत्रपुरीपशुकातवलालाूरपित्तशोगितशवानि ॥' इस प्रकार सपं, 
बिच्छू, Jal, ततया, छिपकली, मक 
ite, पायछ deg और कुत्ता भादि के faa को जगम 
( प्रागिज ) विष कहते हैं । चरककार ने जगम विष का वर्णन 


कीरार्ना सर्शाणाश्र तिगतप्राणार्ना Fe 


मकड़ी, शेर, चीता, 


करते हुए लिखा हे कि-तर्पा sega ठता दृश्षिका गुदः 
गोषिका । जलौका मत्स्यमण्ड्काः कणमा* THR. ॥ AAR 
न्याघ्रगो मायुतर शुनकुछाठय* । afer ये विष नघा दष्टोत्य जङ्गम 
मतम्‌ ॥ ( "व, चि, अ. २६।८, ९ ) सांप, कीट, उन्दुर (चूहा), 
wat ( मकड़ी ), वृश्चिक; गृहगोधिका ( छिपकली ), जळौका 
(ate), मछली, मण्डूक (मेंढक), कणभ, FF 
( गिरगिट) तथा कुत्ता, fae, व्याच, गोमायु ( गीदद )s 


ave (oscar), नेवळा आदि जों दृष्टी ( दाढ are ) 
पशु हैं उनकी दाढ से उत्पन्न होने वाळे विष जङ्गम faa aa 
21 अभिप्राय यह दे कि जितने ही सविष प्राणी हॅ उनके 


दिषो का समावेश अद्गम विपो मे ही होगा । 

aa, दृष्टिनिःश्वासविषा दिव्याः सपो', भौमास्तु 
दं्राबिपा'; मार्जोरश्ववानरमकरमण्ड्कपाकमत्स्यगो” 
घाशम्वृकप्रचलाकगृहगोधिकाचतुष्पादकीटास्तथाऽ न्ये 
दंद्रूनखविषाः, चिपिटपि्चिटककपायवा सिकसरपेपकतो- 
zeae कीटकौणिडन्यकाः शकून्मूत्रविपा., मूषिकाः 
शुक्रबिषाः) छतालालामृत्रपुरीपमुखसन्दंशनखशुक्रारतेच- 
fear’, वृश्चिकविखम्भरवरटीराजीवमत्स्योधिटिद्वाः 
समुद्रवश्चिकाऱ्वाल(र)विपाः »चित्रशिरःसराबकुर्दिशातदा- 
रुकारिमेदकसारिकामुखा मुखसन्दशविशविंतमूत्रपुरीप- 
विषाः, मक्षिकाकणभजलायुका मुखसन्दंशबिपाः, विप- 
हतास्थि सर्पकण्टकबरटीमत्स्यास्थि चेत्यस्थिविषाणि, 


of 


शकुलीमत्स्यरकराजिवरकी(टी)मत्स्याश्च - पित्तविपाः, 


सद्धमतुण्डोचि टिज्ववरटीशतपदीशुकत्रलभिकार्द्रिन्नम- 
राः शुकतुण्डबिपा); कीटसप देहा गतासवः शाबबिपाः 
शेपास्त्वनुक्ता मुखसन्दंशबिपेप्वेब गणबितव्या: 1121 


इनमें दृष्टि-निश्वास में विपवाले दिव्य सपं हँ । भूमि पर 
पाए जाने वाले सांप दृष्टाविष बाळे इ 1 बिच्ची, कुत्ता, खन्दर, 
मकर, मण्डुक, पाकमत्स्य, गोद, WF, प्रचालक, Ye 
गोधिका, पञ्च, कीडे तथा अन्य दृष्टा पुव नख विष वाळे है । 
चिपिट, पिब्चिटक, रपायवासिक, सर्पक, तोटक, ag, कीट 
तथा कौण्डिन्यक, इनके मळ मूत्र में विप हैं। चूहों के Be 
में चिप दै। छता (मकड़ी ) के छाछा; मूत्र, मळ, सुख 
dda, नख, शुक्र और आतंच में विष दे । विच्छू, विश्वस्भर, 
वरटी, राजीचमत्म्य, उञ्चिटिद्ग, ( विपखोपरा ), समुद्नद्व श्विक, 


Paver -5निराज हवाराणचन्द महोदय ने 'तुण्डास्थि' | इनके कार (पूछ में स्थित कांटा ) में विष हे । चित्रशिर, 

£ म्यान पर 'गुदार्यि नामक पाठ ळा औचिण्य स्वीकार खराव, उठिशत, टास्कारि, मेक, सारिका सुस इनके सुख" 
134 रा चा न्र्ज्टण ats x ज्र = क x Ps 

कया 8 1 य en ASE सूत्र की ब्यात्या करते हुए सददा, afer, सूत्र एच सळ स faa होता है) मर्चिका 


प्रध्याय ३] 
( मकी ), कणभ और जोक इनके सुपसदश में विष होता | दूषित जल की शोधक मोपधि--घावदी (घव अधवा धाय), 
ड्‌ ® दि 
है। विप से सुत हुए प्राणी की wifey, सांप फा कण्टक (ata), | अश्वकण, असन ( विजयसार ), पारिभद्र ( फरहद ), पाटल, 
घरटी, Agel की afer ये afer Fats aret mer, | सिद्धक ( निर्युण्डो ), Aga ( मोखा), भमलतास (राज 
रणराओी, वरटी, मरस्य ये पित्तविप-युक्त होते द । सूघमतुग, | Za), सोमयदऊ ( विदपदिर की छाल ), इनको जळा कर 
| 
i 
i 


कन्पस्थानम्‌ Qe 


Saat ROR RE IRI RO egpo"m0 rrey young vp pup DUNN w= = 


उशिरिफर, घरटी, शनपदी ( कनसज्रा ), शूरु, धलमिका, | इनकी शीतल हुई (ठुण्डी) भस्म को जळ मे छिडक देवे 
गंगी, अमर इनके शूक गौर que में विष है । कीट शौर सप ; भयवा इम राय की एक भक्षलि घड़े भर पानी में डाल कर 
इनक सुत देए वावडिष ह । शेष डिनका वर्णन नहीं छिया | पीने के लिए प्रयुक्त होने वाले जळ का दृष्छानुसार शोधन करें॥ 
pre pens र हक कितिप्रदेश विषदूपितं हु शिलाचलं तीर्थमथेरिणंवा॥१० 
१ पतली Pet (BoE ed wahoo स्पृशन्ति गात्रेण हु येन येन गोवाजिनागोष्टखरा नरा वा | 
यांम फी पतली ese ( da ) के and भाग में छगाई एई = है g va 2 rat 
तेज ( तीघगधार युफ ) च पतली कील होती है उसी को THAT यात्य दघते च विशीयते रोमनखंतर्थव ॥ 


= fi शि हि] bd Ls ० 
‘av नाम से सम्योधित श्या जाता दे। इसरो मलादि, पनोप्यनन्ता सह सगन्धः 
को घुमोते हैं इसी के समान रचना व grt होने के पारण | fagr सुराभिर्विनियोञ्य मार्गम्‌ | 
बिल्ट के उफ को मी “नार! घदद से कहा हे । ae के काटने | faa पयोभि. सुमृदन्वितेर्तं 


से भी मनुष्य अथवा अन्य प्राणी विषाक्त हो जाता दै बिडट्गपाठाकटभीजसैकी ॥१२॥ 


भाशुनिक चिकित्सा भायों में हम प्रकार उपपन्न हुई अवस्था 
फो eng sy Uathite fever कहा जाता हे, frase 
लिए 'नावर्तक उपर! Relapsing fever? नामक पर्याय भी 
प्रचलित है । वृद्ध चाग्भट ने नुण्ठ विशर्धित के स्थान पर 
“पद ad रक्त' का पाठ जिया है । 


wa चान्न-- 


रा्ोऽरिदेशे रिपतस्तुणाम्चुमागीज्ञथूमश्वसनान्‌ विषेण | | 
सदृपयन्त्येभिरतिप्रदुष्टान्‌ विज्ञाय लिद्वैरमिशोघयेत्तान्‌॥ | 


विपदृषित ठूगादिर्यो के शान की भावध्यक्ृतवा--ऐसा कहा 
भी हे-दाच ऐश में प्रविष्ट राजा के तृण ( घास, भूसा आदि ), 
az, मार्ग ( पथ ), भन्न, एव वायु को दातु विष से दूषित 


विपदृषित भूमि के रक्षण भौर उसको चिकित्सा- विष से 
दूषित हुए भूमि प्रदेश, शिलाएष्ट, तीथ ( घाट आदि ), 
ईरिण ( ऊसर भूमि का मैदान ) का गाय, बेल, हाथी, घोडे, 


| उर, गधे तथा मनुष्य शरीर के जिस जिस जग से स्पशो होता 
। हे वर्षो य अग शोध युक्त हो जाता है, उस अंग में जलन 


होती है, वहाँ पर के रोम तथा नख गिर जाते हैं। इसके 
प्रतिकार के लिए अनन्ता ( सारिवा ) को एछादि गण के 
साथ सुरा में पीस कर दूध एवं काली मिट्टी अथवा चाइमीक 
झत्तिका मिलाफर इससे दिइकाच करे भयवा arafier, 
पारा, कटभी ( अपराजिता ) भादि द्वव्यों के कपाय ( काढे ) 
से परिपेक क्रिया करे wala उन भिपस्परश्शित अर्गों को 


कर देते Ei age द्वारा दूषित किए गये इन द्रव्यो | उक्त फाय से सींचता च जान कराता रहे ॥ १०-१२ ॥ 


(वस्तुओं ) को निम्न-छिघित aot से पहिचान कर 
द्रोधन करे ॥ ६ ॥ 
दुष्टं जलं पिल्छिलमुग्रगन्धि फेनान्वितं राजिभिरावृत च । 
मण्डूकमत्स्यं म्रियते विहङ्गा मत्ताश्च सानूपचरा भ्रमन्ति॥ 
ana ये चात्र नराखनागा- 
स्ते च्छर्दिमोहज्चरदाइशोफान | 
ऋ(ग)च्छन्ति तेपामपट्गत्य दोषान्‌ 
ge जलं शोधयितु थतेत॥ ८॥ 

विप मे दूषित जल के लक्षण भीर उसकी चिकित्सा--चिप से 
दूषित जल पिच्छिल, उप्रयन्ध युक्त, फेनयुक्त तथा रेखानों 
से पूर्ण होता दे, ( इसमें रहने वाळे) ass, मछुळी मर 
जाते हैं भौर अनूपचर जीवों के साथ पछि गण भी विष से 
मत्तवाले हो कर घूमते हैँ! इस जळ में मनुष्य, wa 
(घोड़े ), हाथी आदि जो भी खान करते हँ उनको वमन, 
मोह, ज्वर, दाह तथा शोफ हो जाता है। उनके दोषों को 
दूर करने के उपरान्त दृषित किए गए जळ को शुद्ध करने 
का भी प्रयत्न करं ॥ ७-८॥ 
थवाश्वकर्णासनपारिभद्रान्‌ सपाटलान्‌ सिद्धकमोक्षकी च 
दरवा सराजट्रुमसोमवल्कांस्तद्भस्म शीतं वितरेत्‌ सरःसु 
भस्मा्लिं चापि घटे निवाय विशोधयेदीप्सितमेवमम्भः 


वृणेषु भक्तेपु च दृपितेपु 
सीदन्ति मूर्छन्ति वमन्ति चान्ये। 
विड्भेदमृच्छन्त्यथवा श्रियन्ते 
तेपां चिकित्सां प्रणयेद्यथोक्ताम्‌ ॥१३॥ 
विपापहैवीऽप्यगदे विलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वाद येतत। 
तारः सुतारः ससुरेन्ट्रगोपः सवश्व तुल्यः छुरविन्दभागः ॥ 
पित्तेन युक्तः फपिलान्वयेन 
वाद्यप्रलेपो विहितः प्रशस्तः | 
वाद्यस्य शब्देन हि यान्ति नाश 
विषाणि घ्रोराण्यपि यानि सन्ति xt! 


चिषदूबित तृण और भोजन द्रब्य के लक्षण-घास भूसा 
आदि एवं भोजन द्रव्यो के विष से दूपित हो जाने पर जो 
प्राणी इनका प्रयोग करते हैं वे शिथिल ( ढीले ) पड़ जाते हॅ, 
qeafnea और वमन, अतिसार से पीड़ित हो जाते हैं तथा 
ag को भी प्राप्त होते है। ऐसी अवध्था में निम्न लिखित 
चिकिस्सा कर प्रयुक्त विष का प्रतिकार करना चाहिए । विष 
नाशक या अन्य अगदो से नाना प्रकार के वाथ यन्नों पर ST 
कर उन्हें चजाए। चादी, पारा, स्वर्ण, सारिवा इन सबके 
घरावर भाग कुरुविन्द ( सुस्ता या रल विशेष अथवा ज्ञाण 
का परथर ), इनको कपिल वर्ण की गाय के पित्त में मिळा कर 


/ 


३२ 
टे । gare (Viper) ad में यह दिप यन्त्र पूर्णरूपेण 
विकसित हआ रहता दे अतः उसका Raga जव उपयोग 
में नहीं ware नच एक कोर ( कब्जा Hinge ) द्वारा दुरा 
होकर मुड़कर fuse mare) दंश करने के fea जव सप 
अपना मुख खोलता ढे तव यह विषदन्त स्वयं खुछफर 
free पडता है यदि इसकी ‘feeder नष्ट भी कर दी जावे 
तो उसकी स्थान पर पूर्ति के लिये अन्य सुरचित विपद॒न्त 
रहते Zi आचायं ढढ्द्वण ने भी उपयुक्त छोफ की व्यारया 
करते हुए लिखा दै कि-अनुद्धता अननुयोजिता थनुच्दछिता 
इति यावत. , कर्षणङ्तपरावृत्या डि दॅटटाणामतोमुग्वतनि ॥ कहने 
eranqa यह दे कि सपे काटने के वाद दष्टा अर्थात्‌ फंसे 
दाँत को मुक्त करने क fet एक वार उलटा होता हे और 
उळटने ही etal का सुख नीचे की ओर दो जाता दे परिणाम 
स्वरूप चत में विष टपक़ जातादे। इसीलिये कमी कमी 
काटने पर विष का प्रभाव नहीं होता क्योंकि सपं sez विना 
ही दाँत fase कर अथवा दाँत तोड़कर भाय जाता ह 
अतः त्रिष an में नहीं पहुँच पाता । आदुर्चदीय ग्रन्थों में 
भी विपयन्त्र का वर्णन aga सुन्दर रूप से दिया दै यथा-- 
अतः पर प्रवक्ष्यात्रि seit विषडक्षणम्‌ । दष्ठाणान्तु निष नास्ति 
नित्यमेव थुनद्गमे॥ दक्षिण नेत्रमासाच विष ader तिष्ठनि । 
सक्रुडस्थेव सर्पस्य विष गच्छति मस्तके ॥ मस्तङ्काद्वमनी याति 
तनी नाडीषु तिष्ठति । नाडीन्यो aaa ढे विष नत्र प्रवतते । 
( द्रतानीकसुमन्वसंवादस्‌ ) चरककार ने भी छिखा दे क्रि- 
सपंटट्राश्चतखस्तु तासा. वामाषरामिता । पीता वामोचरा दष्टा 
गक्तव्याव-परोत्तरे ॥ यन्मात्रः पतते विन्दुर्गीवालात्सळिलोदूधूनात । 
वामाधरार्या दष्टार्या तन्मात्र स्याइ्विषम्‌ ॥ ( ao चि० wo 
२३।१३८-१३९ ) साप की चार ae HANI उनमें से 
वामपाइवं में नीचे की ओर की कृष्ण होती दै और ऊपर की 
पाळी, दाहिनी ओर की नीचे की लाळ भौर ऊपर की श्याम 
वर्ण वाळी होती है। इत्यादि । 


यस्मादत्यथञ्भुषणं च तीचणं च परितं विपम्‌ | 
aq संत्रविषेपृक्तः परिपेक्रस्तु शीतलः ॥३०॥ 
मन्दं कीटेषु नात्युष्णं बहुबातकर्फ विषम्‌ | 
अतः कीटविपे चापि स्वेदो न प्रतिविध्यते ॥३१। 
कीटेंदेष्टातुप्रविषेः way समुपाचरेत | 
सभी Prt में शीतक्रिया का उपदेश--चूँकि यह विष 
अतिशय उष्ण और dian गुणो चाळा कहा गया हे अतः 
सब विषां में शीतळ परिपेक करना चाहिये set का विप 
न बहुत sen भोर aga कफ वाळा होता है इसळिये 
कीटो क॑ चिप से स्वेदन क्रिया का निपेध नहीं है। enfaa 
वाळे ats an की चिकित्सा सर्पो के दृश की भाति 
ही करे ॥ ३०-३२ ॥ 
emma तिफ्ठेत व्रहारादंशयार्बिपम्‌ ॥३२॥ 
व्याप्य aaa देइ दिग्धविद्धाहिदष्टयोः 
लोन्याद्विपान्वितं utd यः खादेन्मृतमात्रयोः ॥३३ 
Tat स रोगेण छिश्यते म्रियतेऽपि था | 
अवद्याप्यनयोमीसमभच््र खृतमात्रयोः  ॥३शा 


ORR SSS SSSI I णल 


सुश्रतसंहिता 


NT rn FOOT OS OOOO PPP PP POD OOO DOPOD DALLA OLD OL LDL LA AS PLP LAD PADD PLP LAD FF PPL LP AP PAP PPL PLL LLIN 


सुद्रतोत्तदुपादेयं प्रद्वाराइंशावजितम्‌ । 

मविपर्मामभक्षग के दोप--स्वमाव से ही विष दंश किये 
इये स्थान पर रहता दे । विषाक्त शास के द्वारा आवात होने 
पर तथा माप के द्वारा काटे जाने पर विष अद्र के साथ 
साथ सम्पूर्ण शरीर में फेड जाता दे। इसी प्रकार मरे हुये 
विपजुष्ट प्राणी का माँस छोमव जो कोई खाता है, 


चह प्राणी उस विप के थनुसार wen युक्त रोग से 


पीड़ित होता हे अथवा मर जाता हैँ । इसलिये विपाक बाण 
से मारे गये या सर्यदंश के कारण भून हुये प्राणी के aia 
का agar नहीं करना चाहिये और afe सानाहो हो 
तो प्रहार तथा दक्ष के स्थान को छोड़कर शीघ्र ही पक 
सुटते के अन्दर ही उस aa प्राणी के मांत को काटकर 
निकाळ लेना चाहिये ॥ ३३-३० ॥ 

विमश--ठपणुक्त wale की स्याग्या करते हुये आचाय 
ween लिपते हैं कि--इदानी दिग्वविद्धादिदष्टयो* प्रद्वारददादेश 
मामममक्ष्य =o arate तदुपरादेयमुद्दिशन्ाइ--स्त्रमावाद्ित्यादि | 
दिस्घविद्धादिद्ट्यो प्राणिनोरिति शेप, । भत्र दिग्थविद्धों विष- 
डिप्तकाण्डादिहत , भददिदष्टः adzes । इति ॥ 


and gaged gtd यो5तिसायते ॥३१५॥ 
आध्मातो$त्यथमुप्णाखो विवर्णः सादपीडितः | 
मत्यथ फेनं च विपपीत॑ तमादिशेत ॥३६॥ 
न चास्य हृदय वहिर्विपजचष्टं दद्वत्यपि | 
तद्धि स्थानं चेतनाया. स्वभावाव्याप्य तिष्ठति ॥१७॥ 


विष खाये हुए के छक्षण--चायु के साथ घर से निकळने 
वाळे धूम (gegu=gaia) के ममान रंग का काळा 
मल जिले आता है, आध्मानग्रस्त, उप्ण again, चिवर्ण 
इथ, शियिळतायुछ, रोगी जिसको दमन होता हो, सुख से 
फेन ( झाप ) आता हो उस रोगी को ‘fata’ विपपान 
किया हुआ पमसझे । इख रोगी के विष से प्रभावित हृदय को 
आग से न नळावे क्योकि हृदय चेतना का स्थान दे अतः 
विष स्वभाव से & उसमें व्याप्त होकर रहता हे ॥ ३५-३७ ॥ 

विमर्शः--चरककार ने भी इसी विषय के सम्बन्ध में 
लिखा दे कि -पीत शृतस्य aft तिष्ठति दष्टविद्यीदशदेशे eran 
( च० चि० wo २8३१ ) जिस मनुष्य ने विषपान किया 
हो तो मरने पर उसका विष हृदय-प्रदेश में विशेषतया 
मिळता है तथा यदि दष्ट अथवा विद्व दो तो चह दंश देश में 
अधिक स्थित रहता हे। अष्टाङ्गसंग्रकार ने भी लिया दे कि- 
पीत wer wa जग्वदिग्वामिविद्यो-. । दक्ष निष्ठनि भूयिष्ठ 
सवतः पिण्डिन विषम्‌ ॥ नाद्यादनो विशेषेण तेषां मास नढाश्रतम्‌ ॥ 
( ao Go 3० तं० He ४० ) आचार्यं माघवकरजी विपपीत 
के ळघर्णो का निर्देश करते हुये लिखते हैं कि-मरीत गृह” 
धूमाम पुरीष योऽतिसायेते । फेनमुद्रमते चावि विपपीत तमादि- 
शेत्‌ ( विषरोग निदान १५) । 

अश्वत्थदेवायतनश्मशान- 
वल्मीकसन्थ्याछु चतुष्पथेषु | 
याम्ये सपिञ्ये परिवर्जनीया 
ऋते नरा मर्मसु थे च दष्टाः || ३८ ॥ 


श्रष्यायः ३ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


३३ 


en LT RTT SESS TT SSS PPL RP LL ४४४१ PPL 


विशिष्ट देश आदि में सपंदष्टो at चिकित्सा करने का निर्देश-- 
dive, मन्दिर, उसशान, वल्मीक, सन्ध्याकाळ, चौराहा, 
भरणी या मघा aga में तथा ममंस्थानां पर काटे 
हुप मनुष्यों at चिङ्रिसा असाध्य द्वोने के कारण नहीं 
करनी चाहिए ॥ ३८॥ 
विमशः--एक अन्य आचार्य ने भी शसाध्यस्व का वर्णन 
करते हुए लिया हे कि -चत्यायननवरमीऊश्मञ्चानेषु चतुष्पथे । 
भादस्लेपामधामूलकम्तिकामरणीपु च ॥ पत्रम्यां सन्ध्ययोदशे 
ममेस्वाश॒ इरेपु च । दष्टा’ करेन जीवन्ति यदि स्युदेनसम्पदः ॥ 
इसी प्रकार अवस्था-विश्ेष के अनुसार भी असाध्यता 
का कथन भाचार्य करते हैं। चरकफार ने लिखा है fe~ 
इमदानचेत्यवरमीरयटाश्रमसुराण्ये । पक्षमन्विषु मण्यादवथ्वर्ध- 
रात्रे्टरमीयु च ॥ न मिध्यन्ति नरा दष्टाः पाषण्टायतनेषु च। 
टृष्टिश्रासमलस्रशविपराद्वीविपेस्तथा ॥ विनव्यन्त्याचु संप्राप्ता 
दष्टा wag wg) (a. चि. अ, २३।१५८-१६०) श्मशान, 
ra, वदमीक, यज्ञाधम, सुरालय A अथवा शुछपच और 
कृष्णपच की सन्धियों ( अमावस्या तथा पूणिमा) में, 
मध्याहकाळ में, आधीरात के समय मे, अष्टमी तिथि में 
तथा पासण्हियों के निवासस्थान में दष्ट व्यक्ति असाध्य 
होते टॅ इष्टि, श्वास, मळ तथा स्पर्श से जो विपाक्रान्त 
कर देते हैं उनके तथा आद्रीविपों ( दिव्य सर्पा) का साथ 
( सम्बन्ध ) होने से ही ag हो जाती है । इसी प्रकार जिस 
किसी भी साँप द्वारा ममां पर डेंये जाने से ein खझत्यु हो 
जाती है । सविष सपो से रमजान आदि स्थानों में तथा 
अमावस्या आदि काळ में तथा भर्मस्थान पर afta होने 
पर अष्टांग संग्रहकार भो असाध्यता का निरूपण करते 
हैं, यथा-अ्मश्चानचेत्ववरमीकयश्चाथयसुराल्ये । चतुष्पथे 
जलस्थाने जीर्णोधानेषु कोटरे ॥ क्षोरिट्रमे निम्बनरौ निर्शरे गिरि- 
गहरे । चक्वजगढाङुन्तत्रिश्ुलाद्गजटाधराः ॥ रक्तास्यनयना ये 
च ने स्थुराशाविषोपमाः । न तेपा कालनियमो न च वेगेष्वनुकम* ॥ 
मन्त्रनन्तवलान्नापि प्रसद्य विनिवतेनश्‌ । उपहारनमस्कारजपशा- 
न्तिपरायण"॥ कद्चिव्तोवति तदे विरूपो विकलोऽपि वा । तथा- 
दमशानचितिचेत्टादौ प्यमीपक्षसन्धिषु । अष्टमीनवमीसन्तया 
मध्यरात्रिदिनेयु च ॥ याम्याझेयमधाव्लेषiविश्ञाखापृवनेकऋते । 
सैऋतास्ये सुहुत च दट मर्मछु च त्यजेत्‌ ॥ (अ.स. उ. तं 
अ, ४० ) अजीर्णपिचानपपोडितेषु वालेषु weg gafatg । 
dinas मेद्विनि कुष्ठयुत्ते र्क्षेश्वळे ग्मवतीपु चाषि॥ ( मा. 
नि. त्रिप रोग निदान २०) अर्थात्‌ अजीण॑. पित्त और धूप 
से पीड़ित व्यक्तियों में, aes, वृद्धी और at में, 
savin, मेह से पीडित, कटी, रूक्ष, निर्वल व्यक्तियों एवं 
गर्भवती स्त्रियों में सपंविष असाध्य होता है । 
दर्बीकराणां विपमाझुघाति 
सवोणि चोष्णे दिगुणीभवन्ति | 
अजीर्णपित्तातपपीडितेयु 
बालप्रमेहिप्चथ गर्भिणीपु | ३६ 1 
वद्धातुरक्षीणबुभुक्चितेपु 
wag भीरुष्त्रथ दुर्दिनेषु | 
अवस्था विशेष में विषवृदधि का कथन--दुर्वीकर सापों का 


¥ ge oe 


MNS “>” ४ Msn TN Fn Or 


बिष sie सारक होता हे। सभी बिष उप्णकाळ में 
दुगुनी शक्ति से चढते हैं। अजीर्णरोगी, पित्तरोगी, धूप से 
पीटित, बालक, प्रमेह रोगी, गर्भवती, वृद्ध रोगी, क्षीण, 
भूखे, रच प्रकृति, भीर्‌ एवं बादलों के आने पर aa 
विर्षो का वेग अधिक बढ़ता हे ॥ ३९ ॥ 
शा्श्चते यस्य न रक्तमेति 
usa लताभिश्च न संभवन्ति ॥ ४०॥ 
शीताभिरद्विश्च न रोमहर्षो 
विपाभिभूतं परिवर्जयेत्तम्‌ | 
जिह्वा सिता यस्य च केशशातो 
नासावभद्गञ्च सकण्ठभङ्गः॥ 8१॥ 
कृष्णः सरक्तः ्यश्चु्च दंशे 
हन्वोः स्थिरत्वं च स वजनीयः | 
वर्तिधना यस्य निरेति वक्रा- 
रक्तं खेदृध्वेमधश्च यस्य ॥ ४२॥ 
दंट्रानिपाताः सकलाश्च यस्य 
तं चापि वेद्यः परिवजयेत्तु | 
उन्मत्तमत्यथेमुपट्रुतं वा 
हीनस्वरं बाऽप्यथवा विवर्णम्‌ ॥ ४३॥ 
सारिष्टमत्यर्थमवेगिनं च 
जह्यान्नरं तत्र न कर्म कुयोत ॥ 9४॥ 
इति श्रीसुश्रवतसंहितायां कल्पस्थाने जन्नमविप- 
वित्ञानीयो नाम दृतीयोऽध्यायः 1181) 
—— DS 
विष रोग से पीडित की अताध्यता के छक्षण-शाख से 
क्षत होने पर भी जिसका रक्त नहीं निकछता, छताओं 
से मारने या aaa पर जिसके (त्वचा पर) रेखाएं 
नहीं उभरतीं, शीतछूजक फे स्पर्श से जिसुको रोमहपं 
नहीं होता उस विपजुष्ट की चिकित्सा चिकित्सक को 
नही करनी चाहिए । तथा जिसका सुख टेढ़ा हो जावे, 
जिसके चाळ गिर जायें, जिसकी नासा का भंग हो, 
जिक्षका wait हो, जिसके दशस्थान पर लालिमा 
युक्त कृष्ण वर्ण का शोथ हो और जिसका हचुस्तम्भ 
(Lock jaw ) हो गया हो ऐसे रोगी को भी असाध्य 
मानकर उसका परित्याग कर देना चाहिए । एवं जिसके 
मुख से मोटी वर्तिका के सहश लाळाखाव होता दो, जिसके 
निम्न तथा ऊर्ध्व दोनों ही मार्गों से रक्त का खाव हो रदा 
हो तथा जिसके दंदास्थान पर चार दंप््राओं के चिह्न हों 
gaat भी चिकित्सा वेद्य को नहीं करनी चाहिए। इसी 
प्रकार जो उन्मत्त हो, जिसमें अत्यधिक उपद्रव ( Complh- 
cations ) इष्टिगोचर होते हो, जिसका स्वर नष्ट हो गया 
हो तथा जिसका वर्ण विकृत हो गया हो, जिसमें अरिष्ट के 
लक्षण दिखाई पढें एव जिसको किसी प्रकार ( मळ, सूत्र ) 
का वेय अथवा गमनागमन की शक्ति न हो उस व्यक्ति की 
भी चिकित्सा असाध्य समझ कर नहीं करनी चाहिए॥४०-४४॥ 
विमर्ष'--चरककार ने भी इस प्रसङ्ग में अपना सत निम्न 
प्रकार से व्यक्त किया दे यथा--नीलौएठदन्तरीविस्मकेशपतना- 


३४ 


सुश्रुतस॑हिता 


दभज्ञविक्षेपाः | शिशिरेनै लोमहपों नामिहते दण्डराजी च॥ 
क्षतजं क्षताश्च नायात्येतानि भवन्ति मरणलिद्वानि ॥ ( च, चि. 
अ. २४३२) अर्थात्‌ विपाक्रान्त पुरुष के यदि ओंठ नीले 
हों, दांत शिथिळ हो गए हों, चाळ aga हों, अङ्ग get gt 
अथवा नासाभङ्ग (नाक का टेढ़ा पढ़ जाना) आदि हो, 
रोगी हाथ-पेरों को इधर-उधर Frat हो, शीतल द्वब्यों 
के स्पशं आदि से भी यदि Maa ( रोमहप) न होता 
हो, दण्डाघात करने पर उस पर अभिघात (चोट) का 
fag न पडे, कतत करने पर ( चाकू भादि से काटने पर भी ) 
रक्त न निकले तो रोगी की शीघ्र शृत्यु हो जायगी ऐसा 
समझना चाहिए। इसी प्रकार महर्षि आलम्बायन ने भी 
असाध्य रोगी के लक्षण बताते हुए कहा है कि -नैति रक्त 
क्षतायस्य लताघातैने राजिकाः । न लोमहर्ष शोौताद्विवेजयेत्त 
तिपार्दितस्‌॥ कहने का तात्पर्य यह है कि सर्पविष में एक 
शक्तिशाली तत्व तन्त्वि (Fibrin) नाम का होता है जो 
रक्त को शीघ्र ही जमा देता है। इसी प्रकार इसके विपरीत 
एक दूसरा पदार्थ प्रतितन्तिद ( 41४४७11) नामक भी 
रहता है। यह पदार्थ wes उपरान्त रक्त को पुन' तरल 
वना देता हे । अतः इस विप के प्रभाव से रक्तस्कन्दन 
( Blood coagulation ) हो जाने से शरीर के शवयवों को 
काटने पर भी रक्तत्राव नहीं होता तथा रोगी में सभी 
प्रकार की भ्रत्यावतंन-क्रियाओं (Reflex actions) नष्ट 
हो जाने के फलस्वरूप ठण्डे पानी के छिड़काव से भी aed 
नहीं होता । त्वचा की अवनाम्यता ( Elastinty ) नष्ट हो 
जाती है इसलिए वेंत या लता के बाँधने पर भी चिह्न नहीं 
SAGA | चरककार ने साँप की चार दुष्ट्राओं में विष रहता 

यह माना है अतः यदि सर्प चारों दंप्ट्राओं को लगाता है 
तो शारीर में विष की मात्रा अधिक प्रविष्ट हो गई है यह 
मान लिया जाता है अतः इसे असाध्य माना गया है। 
इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में सृत्यृत्तर feat के स्पष्ट 
होने से ( रक्तसंचार के बन्द होने से चेत भादि से मारने 
पर भी त्वचा पर रेखाएँ नहीं उभरतीं। जलाने पर छाला 
नहीं पडता ) तथा इन लक्षणा के पूर्वरूप उपस्थित 
होने पर भी रोगी की सत्यु अपरिहाय समझ कर चिकित्सा 
निष्फळ मानकर नहीं की जाती है। 

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां कएपस्थाने जट्गमविपविज्ञानीयो 

नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
७०९७८००. 


चतुथोंऽध्यायः 


प्रकाण्ड बुद्धिमान्‌ , सव था| में निपुणता प्राप्त किये 
हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि के चरणों को छू कर निवेदन करते 
हुए सुश्च॒त ने पूछा कि भगवन्‌! सपो की संख्या, उनके 
भेद, उनके कारने के लक्षर्णा तथा विष के वेगों के विषय में 
आप पूर्णरूपेण जानकारी रखते हें, अतः HE ॥ ३-४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा प्रात्रवीद्विपजां az | 
असंख्या वासुकिश्रेष्ठा विख्यातास्तक्षकादयः॥५॥ 
महीधराश्च॒ नागेन्द्रा हुताग्निसमतेजसः | 
ये चाप्यजस्न॑ गजेन्ति aaa च तपन्ति च NG 
ससांगरगिरिद्दीपा यैरियं धार्यते मही | 
कुद्धा नि.धासदष्टिभ्यां ये हन्युरखिल जगत्‌ ॥ॐ 
नमस्तेभ्योऽस्ति नो तेपां काय किञ्चि्चिकरित्सया। 
ये तु दष्टरत्रिपा भोमा ये दशन्ति च मानुषान्‌ ॥५॥ 
तेपा agat sani यथाबदनुपूबेशः | 
सर्पो के मद्ाविषशाली होने का निर्देश- अपने प्रिय शिष्य 
aya के इन वचनों को सुन कर चिकित्सकों में श्रेष्ठ 
धन्वन्तरि ने कहा। agi जिनमें श्रेष्ठ हें ऐसे तक्षकादि 
सर्प असंख्य हैं, ये पृथ्वी-धारण करने वाले नागेन्द्र हवन की 
अञ्चि के समान तेजस्वी हैं तथा जो निरन्तर गरजते हैं, 
षरसते है, तपते हे, सागर, पर्वत, द्वीप समेत पृथ्वी जिनके 
द्वारा धारण की गई हे जो me हो कर निःश्वास भौर दृष्टिमात्र 
से समस्त जगत्‌ का विनाश कर सकते हैं, उन्हें सादर प्रणाम 
हे, उनसे यहाँ चिकित्सा से कोई सम्बन्ध नहीं है। और जो 
दंट्राचिप वाले तथा एथ्वी पर विचरण करने वाले सांप हैं 
और जो agent को कारते हैं उनकी संख्या को उचित क्रम 
से कहता हूँ ॥ ५-८ ॥ 
अशीतिस्त्वेव सर्पाणां भिद्यते पञ्चधा तु सा ॥६॥ 
adieu मण्डलिनो राजिमन्तस्तथेव च । 
निर्विषा वेकरञ्जाश्च त्रिविधास्ते पुनः स्मृताः ॥१०। 
दुर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तश्च पन्नगाः | 
तेषु दर्वीकरा ज्ञेया विंशतिः षद्‌ च पन्नगाः ॥१९॥ 
द्वाबिंशतिर्मण्डलिनो राजिमन्तस्तथा दश | 
निर्विषा द्वादश जेया बेकरज्ञास्रयस्तथा ॥(९१॥ 
वेकरखोद्भवाः सप्त चित्रा मण्डलिराजिलाः | 
सर्पो के ५ भेद--ऐसे साँप संख्या में अस्सी होते हैं और 
इनके पाँच प्रकार होते हैं यथा दर्वीकर, मण्डली, राजिमान्‌, 


निर्विष और Saver । ये पुनः भाकार की इष्टि से तीन प्रकार 


अथातः सर्पेदष्टविपविज्ञानीयं कल्पं व्याइ्यास्यामः ॥१॥| के माने गए हैं, यथा--दर्वीकर, मण्डली, राजिमान्‌! इनमें 


यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः || २॥ 


दर्वीकर साँप छब्बीस (२६), मण्डली सपे वाईस (२२), 


सर्पदष्टविषविशानीय का उपक्रम--अच इसके आगे सपंदृष्ट राजिमान्‌ दुस (१०), निर्विष are (१२) तथा वैकर्ज तीन 
विपविशानीय करप का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान्‌ | (३), दैं। चित्रित मण्डली ( राजिमान तथा वैकरओं के 
5 संयोग 


धन्वन्तरि ने कहा था॥ १-२॥ 
धन्वन्तरिं महाप्राज्ञं सवेशाखविशारदम्‌ | 
पाद्योरुपसंगृह्म Bat: परिषच्छति ॥श॥ 
सपंसंख्या a च दष्टलक्षणमेब च। 
घान च विपवेगानां है 

ना भगवन्‌ ! बक्तुमहेसि ॥४॥ 


1 से उत्पन्न ) साँप सात (७) हैं (मण्डलि से चार तथा 


राजिमानू से तीन ) ॥ ९-१२ ॥ 


विमशंः--चरककार ने भी सर्प के भेद-प्रमेद का वर्णन 


करते हुए मत व्यक्त किया है कि--इवींकरा मण्डलिनो रागि 
मन्नस्तथेव च। सर्पा यथाक्रम वातपित्तशलेष्मप्रकोपणा ॥ (a. 


चि, अ, २३१२३ ) सभी सर्प मुख्यतया तीन श्रेणियों में 


अध्याय: ४ | 


विभक्त किए गये हैं, १ दर्वीकर, २ मण्डली, ३ राजिमान्‌। 
ये क्रमशः वात, पित्त व कफ को प्रकुपित करते हैं। इस 
प्रकार चरककार ने साँपों के तीन भेद ही कहे हैं भोर 
उन्होंने निर्विष तथा वेकरक्ष सपाँ के भेद का उल्लेख नहीं 
किया हे क्योंकि उनके मतानुसार चिकित्सा में निर्विष 
साँपों के वर्णन की आवश्यकता नहीं होती तथा वैकरक्ष थे 
सपं कहाते हैं जो सङ्कर-जाति से उत्पन्न हों अतः इनके दष्ट में 
मिश्रित चिकित्सा होने के कारण उनका समावेश भी उपयुक्त 
तीनों भेदो में ही कर लिया गया है। आधुनिक विद्वानों ने 
भी इनको नौ विशाळ गणों में विभक्त किया हे जिनकी कुछ 


३२६ जातियाँ हैं, जिनमें ३८ जातियों के ad न्यूनाधिक विप' 


वाले होते हैं शेष सर्प निर्विष होते हैं । साँप प्रायः २-३” इञ्च 
से लेकर ३०-४० फीट तक लम्बे होते हैं तथा अपनी लम्वाई 
के अनुसार कभी कभी मर्नो भारी होते हैं। उपयुक्त नौ 
गणों में भाज तक वेज्ञानिकों ने १७०० प्रकार के सर्प देखे हैं 
जिनमें ३०० प्रकार के ATS होते हैं; जिनमें चाइपेरिडी 
( Viperideae ) के १९ तथा कोळुनिद्दी गण ( Colubrine ) 
के २३१ जातियों में से भी केवळ १९ जातियाँ ही विपधर 
तथा प्राणघातिनी होती हैं । भारतवर्ष में प्रायः ३३० प्रकार के 
सर्प पाये जाते है इनमें से ६९ प्रकार के सर्प ही विपेले होते 
हैं, इन विपेळे सर्पो की ४० जातियाँ भूमि पर रहने वाळी 
और शेप २९ जातियों के सपं समुद्र में पाये जाते हैं, अतः 
केवळ भूमि पर पाये जाने वाले ४० प्रकार के सर्प ऐसे होते 
हैं जिनके कारने से मनुष्य Rage हो जाता है। समुद्री सर्प 
प्रायः काटते ही नहीं क्यों कि उनको अवसर ही कम प्राक्त 
होता हे। इस प्रकार आधुनिक मतानुसार साँप की दो 
तिहाई den निर्विष तथा ३ संख्या सविष होती है। 
भारत में पाये जाने वाले aa के ad तथा अनुवशो 
का वर्णन aaa में निम्न लिखित है--अन्वाहिक बश ( Typ 
hlopidae )--इसमें बराह्मणी, fare तथा अन्धाहिक प्रमुख 
हैं। गौराहिक वश ( 9100001086 ) इसर वश में श्वेतहचु- 
पिच्छ नामक सर्प प्रमुख माना जाता है । अजगर वश ( Bor 

dee )--यह एक वडा वश दै अतः इसके दो उपचंश (१) 
भहोरग तथा (२) विशालादिक किए गए हे । महोरग उपवश 
में राजकीय महोरग, शिलोचन महोरग तथा हीरक महोरग 
( The diamond python ) yea कहे गये हें। विशाळाहिक 
उपचंश में द्वितुण्डी ( दुमुहॉ ), ककडिया, वर्षाहिक, कण्डेर, 
canta विशाळाहिक, रजताभ विशालाहिक, सकोचक विज्ञा- 
wifes तथा सिकताभ विश्ञाळाहिक झुख्य हैं । उपपक्षीय सर्प 
वश ( 4०11५०९ )--इसमें अहिपातक भौर मनोज्ञक नामक 


सपे सुख्य हैं। त्राणपुच्छी सर्प बश ( Uropeltidae )~इसमें 


कण्टकपुच्छु और पुच्छुफजक नामक सपं प्रधान होते हैं। 
विचित्रवर्णी सर्प वश ( Xenopeltidae )--इसमें विचित्नाद्दि 
मामक सर्प होता है इसमें नीळ, पीत, श्वेत तथा ae आदि 
विविध रंगों का मिश्रण होने के कारण यह अत्यन्त सुन्दर इछि” 
गोचर होता है। निपिटश्िर वश ( Amichkcephahdae )- 
इस वंश में चामहान्व, ऋज॒पुच्छ तथा एथुशीपं नामक सर्प 
होते हैं । उरगवश ( Colubridae )--यह बहुत बड़ा वंदा है 
इसमें कृष्णोरग, पहिकाहिक, अनुशएकक, रोहितसर्प, राज- 


कल्पस्थानम्‌ 


a 


सर्प, aver, पीतबिन्दुक, हरानाग, पक्षनाग, पनियाँ साँप, 
मणिष्ष्ठ, रेखिक, असितधामिन, खुकरी, दीर्घमाळ, रेशुक, 
gam आदि aq होते = । नागवश ( Elapidae )--ह समें 
दुर्वीकर (Cobras ), TE YS, नागराज, राजनाग, काळा 
नाग, राजीमन्त ( Kraits `, राजिल, ata, कौ ढ़िया, गंडैचा, 
गेहुअन, Saver (Coralsoakes) आदि ad होते हैं। 
आणिव सर्पं श ( Hydrophidae )—इस वंद में असितोद- 
धिक, एथुलाणंचक, पीताधरक आदि सप होते हैं। आख 
मण्डलाक वक्ष ( Viperidae or 71९58 nipers )- यह 
adda भी aga बढा है, इनमें बश्नुकपाय, स्फीतिगात्रव्याल, 
पृपतरोभ्रपुष्प, शशब्गबासव्याल (Common European viper), 
Maa, मण्डली, सूस्कार आदि सर्प आते हैं । सखछमण्डलीक 
वश (Orotahdne pitted vipers)- इसमें पारिहिर (Common 
Himalayan viper’, घवळास्यक, श्टड्रक्रिकगीक, रक्तमण्डरू 
(The Anamala viper , चित्रमण्डळ, वेशुपन्नक, मिलिन्दुक, 
एणीपद, पनसमण्डळ भादि सप होते हें । यह वंश भी aga 
बढ़ा सर्प चंदा माना जाता हे । विपाक्त सर्पों को तीन घडे 
समुदायों में विभक्त किया गया है-1 नागवश (कोळवाइन) 
२ एदाङुवश ( वाइपराइन ), ३ सकर सपे आदि। इन्हीं 
दोनों के मिश्रण से सचिप और निर्विष भेद से अनेक जातियाँ 
मिळती है। great के आधार पर कुछ विप रक्त को 
जमाते है तथा कुछ प्रोटीन को नष्ट करते हैं और कुछ रक्त 
को तरळू बना कर अतिमात्रा में रक्तत्राव कराते हैं तथा कुछ 
सीधे नाडीसस्थान पर प्रभाव करके श्वास तथा सक्षाका 
नाश करने के वाद हृदयावसाद करके मत्यु का कारण बनते 
है। इनमें रक्त को जमाने वाले wefan कोटि था राजिमानू 
श्रेणी में, रक्तत्रावी पेत्तिक मण्डली कोटि में तथा नाड़ी-सस्थान 
पर प्रभाव करने वाले चातिक या दर्वीकर के वर्ग में आ जाते 
हैं। अस्तु । 
पादाभिस्ृष्टा दुष्टा वा wer प्रासार्थिनोऽवि बा ॥१२॥ 
ते दशन्ति मद्दाक्रोधाञ्जिविधं भीमदशेनाः | 
ait के डसने के देतु- पेर से छूजाने से, स्वभाव से दुष्ट, 
HS हुए अथवा भोजन की इच्छा से ये अतिशय क्रोधी, 
भीम दुन वारे साँप काटते हैं ॥ १३ ॥ 
afta रदितं चापि तृतीयमथ निर्विषम्‌ | 
सपोङ्गाभिहतं केचिदिच्छन्ति खलु तद्विदः ॥१४॥ 
प॒दानि यत्र दन्तानामेकं & घा बहुनि वा। 
निमम्रान्यल्परक्तानि WILT करोति हि ॥१५॥ 
चब्चमालकयुक्तानि ssc च! 
सहिप्तानि सशोफानि विद्यात्तं सर्पितं मिपक्‌॥१६॥ 
राज्यः सलोहिता यत्र नीलाः पीताः सितास्तथा | ˆ 
विज्ञेयं ded तत्तु ज्ञेयमल्पबिपं च तत्‌ ॥१७। 
अशोफमल्पदुष्टासूक प्रकृतिस्थस्य देहिनः | 
पदं पदानि वा विद्यादविषं तथिकित्सकः ॥१८॥ 
सपेस्पृष्टस्य भीरोहिं भयेन ङुपितोऽनिलः। 
कस्यचित्‌ कुरुते शोफं सपोद्भामिहतं तु तत्‌ ॥१६॥ 


सर्प दश के ३ प्रकार-यह दंश भी तीन प्रकार का होतां 


3६ 


सुश्रुतसंहिवा 


IIIT PO ST A IT a SO TT TT TAT woo rr or ow Pow or wr न 


21 afta, रदित तथा निर्विष दंशा। साँप के काटने को 
समझने वाले कुछ विद्वान्‌ सर्पान्नामिहतत को भी चतुर्थ प्रकार 
का dar मानते दै । जहाँ पर एक-दो अथवा बहुत से दांतों के 
चिह, गहराई तक गडे हुए तथा थोडे रक्त वाले होते %, जिन 
fagt को साँप उळटकर बनाता है, Games युक्त, विकार 
उत्पन्न करने वाले सूचम शोफ युक्त होते हैं उनको वेद्य सपं के 
द्वारा काटा हुआ 'सर्पित दद? समने । जहाँ पर रेसाएँ लाळ 
अथवा नीली, पीली था खेत हॉ उसे 'रदित' जानना चाहिएु। 
यह अदप विप वाला होता है। जड़ाँ Tales कम हो तथा रक्त 
भी थोडा दूपिन हुआ हो और रोगी स्वस्थ WE वहाँ पर एक 
fag था बहुन चिह्न होने पर भी चिकित्सक उसको 'निविप? 
जाने । इसी प्रकार भीर्‌ व्यक्ति में साँप के छूने मात्र से कुपित 


हुई वायु किसी-किसी मे ata उत्पन्न कर देना है, इसको 
सर्पांद्ाभिद्दत कहा जाता हे ॥ १४-१९ ॥ 


विमशं'--चरककार ने “सर्षाद्राभिहत? को शक्का-विप में 
मानते हुए लिखा है कि-दुरन्धकारे विद्वस्य केनशिद्दटटककूया । 
विषपोक्वेगाज्स्वरच्यदिमूंचर्छा दाद्दोऽपि वा भवेत्‌ ॥ ग्लायिरमोह्ोी$निसा- 
रो वाऽप्येतच्यक्गात्रिप मतम्‌ । चिकित्मितमिढ नस्य कुर्यादाखासन 
बुध, ॥ ( च, चि अ, २३।२२०-२२१ ) घोर अन्धकार में करिसी 
वस्तु के guia पुरुप को यह शाङ्का हो जाय्र कि किसी 
सविप प्राणी ने डस छिया है तो उसी दाङका से विष का उद्देग 
हो जाता ह जिससे ज्वर, वमन, मूर्च्छा च दाह भी हा सकता 
है अथवा ग्लानि, मोह व अतिसार हो जाता है । इसे झङ्का- 
विष जानना चाहि । 
व्याधितोद्विग्नदष्टानि न्ञेथान्यल्पदिपाणि तु। 
तथाऽतिश्ृद्धवालाभिदष्टसल्पविप स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
सुपर्ण देबत्रह्मपियश्चसिद्धनिपेबिते | 
विपन्नीपधियुक्ते च देशे न कमते विषम्‌ ॥२१। 
सर्पेविष फी रगस्थाडिदेष से अत्यविपना-रोगी अथवा 
उद्दिझ ( घचडाए ) हुए साँप के द्वारा काटे हुए पुरुषों में विप 
अश्पवेग से थोड़ा चढता हे । इसी प्रकार अतित, चाळक 
अचम्या चाले सर्प के कारने से भी विष थोडा ही चढता है 
तथा गरुड, देवता, अहार्षि, यक्त, सिद्धों से सेवित एव fron 
ओपधियुक्त स्थानों में विष का संचार नहीं होता हे ॥२०-२१॥ 
विमर्श---रुग्ण, उद्दिझ, वाळ अथवा वृद्ध सर्प में स्वभा- 
वतः विप aay मात्रा मे तथा अदप वीर्य चाला होता है इसी 
कारण अदप मात्रा में तथा अल्प वीर्य चाळा सर्पविष दष्ट 
प्राणी के शरीर में पटच कर भी अएप प्रभाव ही करता है । 
रथाङ्गलाङ्गलच्छत्रस्वस्तिकाङ्ुशवारिणः । 
ज्ञेया ee सर्पाः फणिनः शीघ्रगामिनः ॥२२॥ 
उलंविबिधेश्चित्राः प्रथवो मन्द्रगामिनः | 
त्रिया मण्डलिनः सपो ज्वलनारकसमप्रभाः ॥ २३।। 
खतिग्धा विविघवणोभिस्तियंगूरध्य च राजिभिः | 
ee ie 
aga का चिद्द धारण करने वाले, फणयुक्त patie 
सप दर्वीकर होते दे । नाना प्रकार के मण्डल से चित्रित 
डिपटे, मन्द्रगनि घाले, अभि tz सूर्य के समान कान्ति बाळे 


"९४० PRO PLR LLL PO NO PLE PLP PLP LP PL PLL LPL PL ELA EL LP PP PLLA PO PP 


साँप मण्डली दे तथा चिकनी, नाना प्रकार के वणा की, 
निरछी और ऊर्ध्वगामी रेसाओं से युक्त, चित्रित सर्प राजि- 
मान्‌ होते हैं ॥ २२-२४ ॥ 
विभर्श--चरककार ने उक्त सर्पा का वर्णन निल्न प्रकार से 
किया है यथा-दर्वीकर- फणी sat मण्डली मण्ठलाकणः। 
बिन्दुलल विचित्राङ्ग पन्नग स्यात्त राजिमान्‌ Ca. चि, अ, 
३।१२४ ) अर्थात्‌ दर्वीऊर उन्हे कहते हँ जिनके फन होता 
है। मण्डली उन्हे कहा जाता दे जिन पर मण्डल होते दूँ 
नर फन नहीं होता। राजिमान्‌ सर्प वे हैं जिन पर विन्दु 
और tent होती है और इन्हीं से जिनकी देह fates: 
चित्रित रहती है। अष्टांगसंग्रहकार ने भी 'मण्डळी' सपो 
के विवय में वर्णन किया हैं क्रि-थिया मण्डळिंनो भोगा मण्ड” 
लविविर्धाश्चता- । ग्राशवो म ढगमना ॥ इति । 7 
मुक्तारूप्यप्रमा ये च कपिला चे च पन्नगाः | 
सुगन्धयः सुवणीभास्ते जात्या ब्राह्मणाः स्मृताः URI 
क्षत्रियाः ल्रिग्धवर्णास्तु पन्नगा भ्रृशकोपनाः। 
सूरयचन्द्राक्रतिच्छत्रलच्म तेपां तथाऽम्बुजम्‌ ॥२६॥ 
कृष्णा बञ्जनिभा ये च त्वोहिता चणतस्तथा | 
Gar पारावताभाश्च वेश्यास्ते पन्नगाः स्मृताः ॥२७॥ 
महिपद्वीपिवर्णा भास्तथैव परुपत्वचः | 
भिन्नत्र्णाश्च ये केचिच्छुद्रास्ते परिक्रीर्तित्ताः ॥९षा। 
सर्पा का arm जानि का निरूपण--जो सर्प मोती, 
चाँदी की प्रभा के अथवा जो कपिल वर्ण के होते हैं, 
सुगन्धित होते हैं तथा gat की कान्ति के होते हैं वे 
साँप ब्राह्मण जाति के हैं । जो साँप ख्रिग्धवर्ण, अतिशय 
क्रोधी, grag की आकृति के या छत्र के अथवा 
कमल फे frend होते हैं चे क्षत्रिय जाति के है! जो 
काले, IN के समान लाळ चर्ण के, धूस्रवर्ण या घरेल, कवूतर 
( पारावत ) के ममान वर्ण वाळे होते दै, वे सपं वेश्य 
जाति के होते हैं तथा ta तथा चीता के वर्ण के, कठोर 
त्वचा वाळे, नाना प्रकार के चित्र-विचित्र रगो वाले सर्प शूद्र 
जाति के द्वोते हैं ॥ २५-२८ ॥ 
कोपयन्त्यनिल जन्तो' फणिनः सर्व एत्र तु | 
पित्तं भण्डलिनश्चापि क्फ घचानेकराजयः॥२६॥ 
अपत्यमसवणीभ्यां द्विदोपकरलक्षणम्‌ | 
ज्ञेयो dea दम्पत्यो 
द्वरवीकरादिओ की वातादि” प्ररोपकता- सच फणावाले 
(दर्वीकर) सपं वायु को प्रकुपित करते हॅ । मण्डली 
साँप पिच को और राजिमान्‌ सर्प कफ को प्रकुपित करते हैं। 
असमानचर्ण माता-पिता की सन्तान दो दोषा के संसर्गरूप- 
जन्य लक्षण उत्पन्न करते हं ॥ २९॥ 
विशेषश्चात्र वद्यते ॥३०॥ 
रजन्याः पश्चिमे यामे सर्पाद्चित्राश्चरन्ति हि | 
Rage मण्डलिनो दिवा दर्वीकराः स्मृताः NAM 
तीन प्रकार के साँपों के विचरण काळ-इसमें और Fat 


को कहते हैं रात्रि के पिछले प्रहर में राजिमान्‌ सप घूमते हैं, 


शेष रात्रि में अर्थात्‌ रात्रि के पहले, द्वितीय तथा तीसरे 


अध्यायः ४ | केल्पस्थानंम 


fey amauta Etna nt“ न नफ नफर न peep perp PA LSND pri Ui Re क या 


ER 


rn 


महर से मण्डी सर्प और दिन के सभय सें दर्वीकर at | मण्डलः, चित्रमणडलः, प्रपतो, रोधपुष्पो, मिलिन्दको, 


धूमते हैं ॥ ३५-३१ ॥ 

विमशः--चरकफ़ार ने भी लिखा है कि--विशेषाद्रक्षकड- 
कमम्लोष्ण स्वादु शीतलम्‌ । विष यथाक्रम तेषा तस्माद्वातादिकोप- 
नम ॥ (च. चि अ. 282%) इन सपो के विप क्रमशः 
रूच, कडु, असल, उष्ण तथा मधुर शीतल होते हैं और यही 
कारण है कि वे वात आदि dat को प्रकुपित करते हैं । 
फणी सर्प का fia awe तथा उप्ण होने से वित्त को 
प्रकुपित करता हे तथा राजिमान्‌ सर्प का विप मधुर व 
शीतळ होने के कारण कफ को प्रकुपित करता हे । 


दर्वीकरास्तु तरुणा वृद्धा मण्डलिनस्तथा | 
राजिमन्तो वयोसध्ण जायन्ते मृत्युवेतबः ॥३१॥ 
अवस्था-विशेष से सर्पी की उश्रविषता- दृवीकर साँप 
तरुणावस्था में, मण्डळी सर्प वृद्धावस्था में तथा राजिमान्‌ 
सप मध्यवय में my के कारण होते हैं ॥ ३३ ॥ 
विमश्ः-चरककार ने भी इस विषय में अपना मत 
ब्यक्त करते हुए लिखा है क्ि--तरुणाः कृष्णसर्पास्तु गोनसा* 
स्वविरास्तथा 1 राजिमन्तो वयोमध्ये भवस्याश्ीविषोपमाः ॥ 
(च. चि. अ. २३।१३५) कृष्ण सर्प तरुगावध्या में, गोनस 
वृद्धावस्था में तथा राजिमान्‌ मध्य आयु में अत्यन्त तीब्र 
चिपवाले होते हैं । यहाँ कुष्ण सपं से दर्वीकर सर्प का तथा 
गोनस से मण्डली सर्प का अभिप्राय हे । अष्टांगसग्रह के 
उत्तरतंत्र में भी चिल्ल वर्णन मिळता है यथा--तारुण्यमध्यबृद्धत्वे 
बृष्टिशोतातपेषु च । विषोल्वणा भवन्त्येते द्रयन्तरा ऋतुसन्धिषु ॥ 
(अ. सं उ. तं, अ. ४० ) 


नकुल्ञाकुलिता बाला वारिविप्रहताः ऋृशाः | 
बृद्धा सुक्तत्वचो भीताः सपौस्त्वल्पत्रिपा. Sar NAAM 
सपो की अल्पतिषता में इतु-नेवले से घवराये ( भयभीत 
हुए ), TS सर्प, जळ के वेग से व्यथित हुए, कृश (eae), 
घृद्ध, केलुळी उतारे हुए तथा डरे हुप साँप way विपवाले 
कहे गये ह ॥ ३३॥ 
विमर्श.-चरककार ने भी कहा हे कि-वारिविप्रता 
क्षीणा मोता नकुलनिर्थिताः | वृद्धा वालास्त्वचो मुक्ता" सर्पा मन्द- 
विषाः स्मृता" ॥ ( च, चि. अ. २३१६२ ) अष्टांगसंग्रहकार ने 
भी लिखा है कि--जलाप्छता रनिक्षांणा मौता नकुरूनिर्जिता- ! 
शीतवातातपव्याधिक्षुत्तृष्णाश्रमपीडिताः ॥ तूर्णे देशान्तरायाता 
विमुक्तविषक्छुकाः । कुशीपधिकण्टकवद्चे चरन्ति च काननम्‌ ॥ 
देश च विद्याध्युपितं सर्पास्तेऽस्पविषा मताः ॥ (at. सं. उ. तं. 
अ ४० ) 
तत्र, दर्वीकराः--कष्णसरपों, ARIST, ऋृष्णो- 
द्रः, श्रेतकपोतो, महाकपोतो, चलाहको, सहासपे', 
MATA, लोहिताक्षो, uns pa परिसपः, खण्ड- 
फणः, ककुदः, Tal, महापद्मो; TAIN, दधिमुखः; 
पुण्डरीको, अकुटीमुखो। विष्किरः; पुष्पाभिकीर्णा; 
गिरिसर्पः, ऋजुसपे:, खेतोदरो, महाशिरा, अलगद; 
आशीविप इति (१)॥ 
सण्डलिनस्तु-आदशेमण्डलः, खेतमण्डलो, 


र्क! 


गोनसो, वृद्धयोनसः, पनसो, महापनसो, वेणुपत्रक', 
शिशुको, मदन', पालिन्दिर'. पिङ्गल', तन्तुकः, पुष्प- 
पाण्डु', पडब्नः, अभिको, TE, कपाय:, कलुप- पारा- 
बतो, हस्ताभरण', चित्रक , एणीपद इति (2) | 
राजिमन्तस्तु-पुण्डरीको, राजिचित्र', अद्भुलराजि., 
विन्दुराजि , कदेमकः, Ge , सर्पपक , श्वेतहनुः, 
दुर्भपुष्पश्चक्रको, गोधूमक'; किक्किसाद इति (२) । 
निर्विषास्तु-गलगोली, शुकपत्र: अजगरो, दिव्यको, 
© 
बपोहिक , पुष्पशकली, उयोतीरथ , क्षीरिकापुष्पक., 
अहिपताक', अन्धाहिको, गोराहिको, वृक्षेशय इति(४)। 
वेकरञ्जास्तु त्रयाणां दर्वीकरादीनां व्यतिकराज्ञाताः, 
तद्यथा--माकुलिः; पोटगलः, लिग्धराजिरिति | तत्र, 
कृष्णसर्पण गोनस्यां वैपरीत्येन वा जातो माकुलि; 
राजिलेन गोनस्यां वेपरीत्येन चा जातः पोटगलः; 
कृष्णसर्पेण राजिमत्यां वैपरीत्येन वा जातः ख्निग्ध- 
राजिरिति | तेयामाद्चस्य पितबद्दिपोत्कर्पा, इयोमातुव- 
दित्येके (५) | 
त्रयाणां वैकरल्ञानां पुनदिव्येलकरोधरपुष्पकराजि- 
चित्रकपोटगलपुष्पामिक्रीणेदर्भपुष्पवेज्लितकाः सप्त, 
तेपामाद्या्यो राजिलबत , शोषा मण्डलिवत्‌, एवमे- 
तेपां सपोणामशीतिव्याख्याता ॥ ३४॥ 
दर्वीकर, मण्टली, राजिमान्‌, निर्विष, dace सार्पो के 
नामादि का निर्देश- इनमें दर्वीकर सॉप-कृष्णसर्प, महाकृप्ण, 
कृष्णोद्र, Pasha, महाकपोत, बलाहक, महासपं, 
gases, लोहिता, गवेधुक, way, खण्डफण, 
HET, TH, महापन्न, दर्भपुष्प, दधिमुख, पुण्डरीक, wast 
सुख, विव्किर, पुष्पाभिकीणे, गिरिसप, ऋजञसर्प, श्वेतोदर, 
महाशिर, अछगद और आशीविप होते हैं। मण्डली सर्पो 
में--आदर्श मण्डल, शवेतमण्डळ, रक्तमण्डळ, चित्रमण्डल, 
gua, रोभपुष्प, fafeeqs, गोनस, वृद्धगोनस, पनस, 
महापनस, वेणुपत्रक, शिक्षक, मदन, पालिन्दिर, पिंगल, 
तन्तुक, Fag, wen, Vite, TH, कपाय, पारावत, 
हस्ताभरण, चित्रक एगीपद होते हैँ। राजिमान्‌ सपों में-- 
पुण्डरीक, राजिचित्र, अंगुळराजि, विन्दुराजि, कदुमक, तृग- 
शोपक, सर्पपक, aes, दर्मपुप्प, चित्रक, गोधूमक नोर 
क्फिसाद 22 Ei निर्विप सप में--गछूगोली, श्रूकपत्रक, 
अजगर, दिव्यक, वर्षाहिक, पुप्पराकळी, ज्योतीरथ, कछीरिका- 
gus, भहिपताक, अन्धाहिक तथा वृश्षेशय होते हैं-- 
वैकरअसांप-दुर्वीकर आदि तीनों प्रकार के सर्पा में विपरीत 
जाति से उत्पन्न साँप यथा--माइलि, पोटगछ, fret 
इनमें काले साँप द्वारा गोनस में विपरीत जानिये या 
विपरीतता से माङ्लि, राजिमान, सप सेगोनस में था 
विपरीतता से पोटगळ at उत्पन्न होता दे 1 सिनिग्धरान्नि 
सर्प कृप्णसप से राजिसान्‌ में या विपरीतता से उत्पन्न होता 


है। इनमें पहला (are ) सर्प पिना की aif तेजिन्वी 


३६ 


सुश्रुतसंहिता 


NNN 


होता हे भौर शेष दो माता के समान गुण व तेजवाछे होते हे। 
तीनों वेकरक्ष सपो के सात भेद हैं यथा-दिव्येळक, रोध 
पुष्पक, राजिचित्रक, कपोरगछ, पुप्पाभिकीणं, दर्भपुष्प, 
वेज्चितक ॥ ३४॥ 
इनमें पहले तीन agi का विष राजिमान्‌ सपो की 
भांति तथा शेष सपो का विप मण्डली सर्पी के समान होता 
Xt इस प्रकार अस्सी सपों का व्याख्यान हो गया ॥ ३४ ॥ 
तत्र महानेत्रजिह्वास्यशिरसः gaia, सूदमनेत्र- 
जिह्वास्यशिरसः खिय',उभयलक्षणा मन्दविषा अक्रोघा 
नपुंसका इति ॥ ३५॥ 
सर्पी के पुरुषादि जाति फा लक्षण-इनमें बड़े नेत्र, जिह्वा, 
सुख और काले शिर वाले सर्प पुरुष जाति के, सूचम नेत्र 
जिह्वा, मुख तथा शिर वाले स्त्री जाति के होते हैं। दोनों 
जाति के लक्षण वाले, मन्दविष एवं ऋ्ोधरहित ad नपुलक 
होते हैं ॥ ३५॥ 


विमशः--चरककार ने भी सपं, सर्पिणी और नपुंसक सर्प 
की पहचान करने के लिये निम्न होक का पाठ किया 


है यथा--इत्तमोगो महाकाय इवसनुर्ध्वेक्षण. पुमान्‌ । स्थूलमूर्धा 


समाङ्गश्च St तरत. स्याहिपर्ययात्‌ ॥ Bla’ त्रस्तः, "°° eee il 
(च चि अ. २३१२९ ) अर्थात्‌ जिसका फन गोळ हो, देह 
महान्‌ हो, फुफकारता हो, जिसकी ee ऊपर की भोर हो, 
शिर स्थूळ हो और देह सम हो वह सर्प नर होता हे भौर 
यदि इसके विपरीत लक्षण हों तो उसे सर्पिणी समझें। 
नपुंसक सर्प शिथिळ होता है तथा उसका वेग मन्द होता है। 
गोधा (गोह) को भी द्विजिह्व होने के कारण सपं वंश में 
ही गिन लिया जाता है। सों के उपयुक्त वर्णन को भली 
भांति समझने के लिए टिप्पणी की तालिकाथे' बढ़ी लाभ- 
दायक सिद्ध होगीं। 


१. सर्प का वर्गीकरण 
भौम fara 
( ८० भेड ) | ( वासुकि भादि दिव्य दृष्टि-निश्वास वाले देव रूप और पूजनीय ) 
afin निर्विय (१२) 
aii | । | | 

कर (28) मण्डली (22) राजिमान्‌ (१०) हन (७+३)=१० 
( फणवाले ) ( अल्प फणवाले ) ( फणविहीन ) दर्वीकर, मण्डलिन तथा राजिमान्‌ 
शीघ्रगामी मन्दगामी, स्थूल विविध रग की रेखाओं सर्पों की संकर सन्तान होते हैं 


चक्र, हल, छुत्र, स्वस्तिक, मण्डळाकार AHA शरीर पर 
अंकुश धारी होते हें । चमकते सूर्य के 
समान तेज युक्त 
चातप्रकोपक पित्तप्रकोपक 
दिवाचारी पूर्व रात्रि में विचरने वाळे 
तस्णावस्था में घातक वृड़ावस्था में घातक 


से चित्रित 


श्लेप्माप्रकोपक द्विदोपप्रकोपक 

रात्रि के अन्तिम प्रहर में चित्र-विचित्र स्वभाव व आकृति के 
विचरण करने वाले 

मध्यम आयु में घातक विविध प्रकार के प्रभावकारी 


भोमसर्पा का TR RRR ae भेद से वर्गीकरण 
गण Tt i 


| BS 


प्राह्ण क्षत्रिय वैश्य 
a २४ चादी के समान ल्िग्ध वर्ण के तथा अत्यन्त कृष्ण चर्म युक्त, काले तथा चित्रित चर्म चाले 
eas स्वर्णाभ एव क्रोधी | ga, कमळ आदि छालिसा युक्त कबूतर के तथा भैंसे व हाथी 
fagi से युक्त । समान चण वाळे ! के चर्ण वाळे । 
भीम सपो का fer से वर्गीकरण 
| eae ] 
जिसका नेत्र सुग, झि bs i pe 

a जदा तथा जिसकी बिदा, नेत्र, Ae छोटी हो दोनों के eal से युक्त मन्द 

faa चाळा तथा कभी भी 


ऋद्ध न होने चाला। 


अध्यायः ४ ] 


DITTO SITIO FIO 


कल्पस्थानम्‌ ३६ 
_PPPL DL LIL LPL LL PLA PLP LL OLS PP SAAS 


. 


तत्र सर्वेषां सर्पाणां सामान्यत एत्र दष्टलश्चणं 
Tear: | कि कारणं ? विषं हि निशितनिद्धिंशाशनि- 
हुवबहदेशयमाझुक्रारि मुहूत मप्युपेक्षितमातुरमतिपात- 
यति, न चावकाशोऽस्ति वाकसमृहमुपसतु प्रत्येकमपि 
दृष्टलक्ष्णेऽभिद्दिते सर्वत्र त्रेविध्य भवति, तस्मात 
त्रविध्यमेब बच्यामः; एतद्ध्यातुरहितमसंमोहकरं च, 

> is i 

क्षपि चात्रेब सर्वसर्पे्यञ्ञनावरोय ॥ ३६॥ 

सामान्य रूप से सपंदष्ट के लक्षण- सच सांपों क ददा के 
VIN सामान्य रूप में कहे जायेंगे । क्योकि विष dian 
चलवार की भाति, बिजली, अमि के तुल्य ofa ही ब्यापक 
होने चाळा है। ua मात्र (क्षण भर ) की उपेक्षा करने 
से रोगी को मार देताहे। वाणी से भी कहने तक का 
ससय नहीं रहता! प्रत्येक सर्प के कारने पर सी तीन 
प्रकार के लक्षण होते Si इसलिए उनको भी तीन प्रकार से 


ही कहेंगे । ये कहे गए लक्षण रोगी के लिये हित कर होते है | 


आना, कम्पन, eater (यछा या आवाज का वेठना ), 
गळे से घरघराहट, जडता, सूखे उद्गार, कास, श्वास, हिक्का, 
चायु का ऊपर की भोर जाना, शूळ, पठन, प्यास, लालाखाव, 
फेन ( झाग ) आना, स्रोतों का बन्द होना और चातजन्य 
नाना प्रकार की चेदनायें होती हैं। मण्डली सप के विष के 
प्रभाव से त्वचा, नख, मळ, सूत्र आदि का पीला पड़ जाना, 
शीत की इच्छा करना, परिधूपन (सर्चाद्र सन्ताप), दाह, 
प्यास, मद, मूर्च्छा, ज्वर, रक्त की ऊर्ध्व तथा अधोमार्ग से 
अत्रि, मांस का विदीर्ण होना, शोथ, दुंशस्यान का सदना, 
पीले रूपों को देखना, विष का ahs कुपित होना और पित्त 
जन्य नाना प्रकार की चेटनाये ( ओप-चोप आदि) होती 
हैं। राजिमान्‌ सपं के विप के अभाव से त्वचा, नख जादि 
श्वेत हो ज्ञाते हैँ, शीत ळग कर ज्वर होता हे, रोमहर्ष, 
agi में जडता, दुंश के चारों ओर सूजन, घट्ट कफ का मुख 
से गिरना, वार वार वमन, नेत्रा में ees, गले में शोथ हो ना, 
वर्घराहर, SANA, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना 


और वैद्य को किमी भी प्रकार का भ्रम नहीं होने देते । इन्ही ¦ भौर कफजन्य विविध प्रकार की वेदनाये होती हें॥ ken 


ZIM के अन्तर्गत सच सपो के चियर के लक्षण आ जाते 
Eugen 


विमदाः--चरकक्रार ने भी तीनों प्रकार के विषधर 


| सर्पो के दंग-अवस्था का वर्णन निम्नलिखित ढग से किया 


तत्र दर्बीकरविपेण त्वङनयननखदशनवदनमृत्र- | दै, यथा -दर्वीकरकतो दंशः सूक्ष्मदट्टापदोइसितः। निरुद्धरक्तः 


पुरीपदंशक्रषणत्वं रादयं शिरसो गोरव॑ सरि 


न्धिवेदना | Tate वातव्याविकरों मतः ॥ एथ्वर्ित- सशोवश्व दशो मण्ड लमि 


कृतः । पीतामः पीतरक्तश्व सर्वपित्तविकारकत ॥ at राजिमता 


कटीप्रष्ठमरीबादोबल्यं जुम्भणवे पथु. स्वरावसादो धूरधुरको | 
जडवा UWE: कांसश्वासी दिक्षा SSS ett व्याधिसमीरण ॥ ९ च. चि, अ, २३।१२६-१२८) अर्थात्‌ 
शूलोद्ेटनं तृप्णा लालाखाव: फेनागमनं खोतोऽघरो- | कणी सपो के दश में दाँवों के चिह्न सूधम तथा कृष्ण वर्ण 
घस्तास्वाञ्च वातवेदना भवन्ति; मण्डलिविपेण त्वगा- , के होते हे वहाँ से रक्त नहीं Hawa, दंशस्थान age 
दीनां पीतत्वं शीताभिलापः परिधूपनं दाहस्तृषणा मदो | की पीठ के समान उमरा हुआ होता दे, इससे वातरोग 
मृच्छी उरः शोणितागमनमूथ्वमधश्च मांसानामवशा- | उत्पन्न होते हे । मण्डली सर्पो के ह oo 
तनं श्वयथुदेशकोथः पीतरूपदशनमाशुकोपस्तास्ताश्व tear ae a: ae होने 
पित्तवेदना कलार राजिमद्विपेण Je त्वगादीनां वाळे रक्त का वर्ण भी पीछा होता है और यह सभी पित्त- 
शीतज्वरो रोमहपः स्तव्वत्वं गात्राणाभादंशशोफः 


(तकाव ~ विकारों को उत्पन्न करता हे। राजिमान्‌ सर्प का da 
सान्ट्रकफभ्रसेकश्छदिरभीदणमदणोः कण्डूः कण्ठे | पिच्छिळ तथा स्थिर शोथकारक होता है। वह जिग्ध एवं 
श्वयथुर्ुुरक उच्छ्ासनिरोधस्तम-श्रवेशास्तास्ताञ्च कफः | पाण्डुर होता दै । ढंशस्थान से निकलने वाळा रक्त गाढ़ा 
वेदना भवन्ति ॥ ३७॥। होता हे और इससे कफज रोग उत्पन्न दोते हैं। इसी 

दर्वीकरादि[सर्पविज्ञेप से दष्ट पुरुष के लक्षण-दुर्चीकर के | प्रकार अष्टांगसं्रहकार ने भी इस प्रसंग में अपना मत्त 
दिप से त्वचा, नख, नेत्र, दाव, सुख, मूत्र, मळ और दृंश | निश्नलिखित रूप सें व्यक्त किया हे यया-- ” तत्र दंशः 
स्थान कारे पड़ जाते El sea, दिर में भारीपन, सन्धियों ! फणावताम्‌ । कूर्मशष्ठोन्नतो रुक्ष सूक्मदप्ट्रापदान्वितः । विकाराः 
सें वेदना, करि, शष्ट ( पीठ ), रीवा में दुर्घळता, जम्भाई ऱ्यावना व्ऊनसमूत्र/श्जिविट्त्वचाम ॥ शीतज्वरः सन्विरुजा निद्रा- 


आधुनिक मतानुसार सपो का वर्गीकरण 
e 


दंशः पिच्दिठस्थिरशोफक्गत्‌ | fara: पाण्डुश्च सान्द्रायकृग्हेष्म- 


सप 
| | 
सिष ( fags ) निर्विष ( विपरहित ) 
| 
लादेन ( Colubrine ) जहासा ( Viperine ) 
i 
|; | | | 
siege नाग राजीमान्‌ (aa) गोनस फुस्सा 

(King cobra) ( Cobra) ( Kraut ) ( Russeto viper) ‘(Echis) 


Bo 


सुश्रुतसंहिता 


नामो विजुम्भिका | मन्यास्लम्मः मिराध्मान पृष्ठकट्यस्थिवास्मद्दा ॥ 
शिरोयुरुत्वमरचि. कासश्चासौ इनुअइ- | शल्मुद्वेंटन ae शोप 
रोषौ मलाश्रयौ ॥ सन्दिग्धवाक्त्व Fea सुतस्येव विसक्षता । 
केनलालोदमौ fexat कण्ठे घुरघुरायणम्‌ ॥ WRF मडुरते 
ते वातजाश्वापरे wert दशो मण्डलिनां सोष्मा aire: पीत- 
लोहित. ॥ प्रथुविसपँदादोपाकलेदकोयविश्योयंते । पिकारा वक्त्रः 
दन्वादिपीतता dz थमो श्रमः ॥ दाहो मूर्च्छा ज्वरत्तिक्तवक्त्रत्वं 
dai रक्तागमनमूर्भ्वाधः शीतेच्छा धूमको गदः | 
आशु सर्वाश्नविसनिगंदास्ते ते च पित्तजा ॥ दशो राजिमतां 
स्निग्धः स्थिर. पिच्दिलशोफत्‌ । सान्द्रा, शिशिर पाण्डुस्तदि 
कारा शिरोव्यथा॥ अर्चिइददिरालस्य हृछासो मधुरास्यत्ता। 
कण्ठे घुघुरक पाको कण्ड्रध्णोदिमो ज्वरः ॥ कृच्छांद्‌ दुःश्वसन 
निद्रा कास श्रेतनसादिता । स्तम्भो Taq चाङ्गानां नासिकाक्षिसु 
mah ॥ रोमहर्पस्तमश्चासो रोगाश्रान्ये कफोद्भवा" ॥''' (अ, 
सं, उ, तं. अ, ४०) 


पुरुपामिदष्ट ऊध्य प्रेषते, अधस्तात्‌ खिया, सिराः 
श्रोत्तिपन्ति ललाटे, नपुंसकाभिदष्टस्तियंकप्रेक्षी भवति, 
गर्भिण्या पाण्डुमुखो भ्मातश्च, सूतिकया कुक्चिशूलार्तः 
सरुधिर मेहत्युपजिहिका चास्य भवति, आरामाथिनाऽन्नं 
att, वृद्धेन चिरान्मन्दाश्च वेगाः, बालेनाशु मृदवश्च, 
निर्बिपेणाविपलिङ्गम्‌ , अन्धाहिकेनान्धत्वमित्ये के; प्रस 
नाद्‌ अजगरः शरीरप्राणहरो न विषात्‌ | तत्र सद्य'प्रा- 
णहराहिदष्ट: पतति शल्लाशनिहत इव भूमौ, खस्ताङ्गः 
स्वपिति॥ ३५॥ 


grate जाति के सर्पो से दष्ट पुरुष के लक्षण-पुरुष साँप 
द्वारा काटा गया रोगी ऊपर को देखता है, स्त्री सर्प द्वारा 
दृष्ट रोगी नीचे की भोर देखता है तथा उसके माये में 
सिराएँ उभर आती हैं और नपुंसक सर्प के द्वारा दंशित 
रोगी तिरदा अर्थात पार्श्व में देयता है। गर्भवती सर्पिणी 
से काटे हुए मनुष्य का सुग्य wg एवं शोथयुक्त होता 
हे, प्रसूता सर्पिणी से काटे हुए मनुष्य को उदरशूळ होता 
है, रक्तमिश्रित मूत्र की प्रबृत्ति होती हे तथा उसे उपजि- 
हिका नामक रोग हो जाता हे। आसार्थी सर्प द्वारा दष्ट 
मनुष्य अन्न की चाहना करता दे । वृद्ध सॉप से कारे जाने 
पर विप का वेग are रहता हे तथा देरी करके चढता हे । 
याळऊ सपं के काटने से विष जल्दी तो चढता है परन्तु 
मन्द्‌ वेग का ही रहता है । निर्विष सर्प के काटने पर विष 
के छक्षण नहीं होते । अन्धे सर्प द्वारा दष्ट होने पर ager 
अन्धा हो जाता है ऐसी कुछ पुरुषों की धारणा है। अजगर 
साँप के हारा निगळ छिए जाने पर ग्राणों का विनाश होता 
है दिन्तु उसके रिप के प्रभाव से नहीं dart इनमें से 
तुरन्त प्राणद्र सप द्वारा दृष्ट पुरुप दाख या aged 
( विजरी से मारे हुए ) मनुष्य की भाति तुरन्त भूमि पर 
गिर जाता है, उसके सभी अंग दिविळ छो जाते हैं तथा वह 
मो जाना है ॥ ३८॥ 

_ पिम --चरफफार ने सर्प, सर्पिणी आदि से दृष्ट पुरुप 
क Prafzina रण बहे है, यथा-- '''गधो इटिः arta 


प्रकम्पते । खिया दष्टो विपर्यस्तेरेतेः पुसा नरो मतः ॥ व्यामिश्र 
लिग्ैरेतेस्तु छोवद नर वदेत । इत्येतदुक्तं सर्पाणां जीपुषठीव 
निदर्शनम्‌ ॥ पाण्डुवक्त्रस्तु गर्भिण्या झनौष्ठोऽप्यसितिक्षणः | 
जुम्माक्रोधोपजिक्ठात' सूतया रत्तमूत्रवान्‌ ॥ (च, चि, भ 
२३।१३०-१३२ ) अर्थात्‌ सर्विणी से दृष्ट पुरुप की इष्टि 
नीचे की ओर होती 31 स्वर हीन च मन्द होता हे तथा 
रोगी कापता हे। पुरुप सपदए के लक्षण सर्पिणी-दृष्ट के 
लक्षणा के विपरीत समझना चाहिए। और जब कहे गए 
ay और सर्पिणी के दष्ट के लक्षण मिश्रित हों तो पुरुष को 
नपुंसक सपं द्वारा दृष्ट जानना चाहिए। यदि गर्भिणी 
सर्पिणी कारे तो मुख पीछा पड जाता हे, ओष सूज जाते 
हैं और नेन्नों का वण काळा पड जाता हे। इसी प्रकार प्रसूता 
सर्पिणी द्वारा दृष्ट होने पर रोगी जम्माई, क्रोध तथा 
उपजिह्विका नामक रोग से पीडित होता है, उसका सूत्र 


“| अत्यन्त छाल रंग का तथा रक्तयुक्त होता है । इसी प्रसंग 


में अषटांगसंग्रहकार का भी मत हे कि-''"*'द्ट पुंसो 
ध्वेमीक्षते । प्रक्षिपेदक्षिण पाद पूर्वकायसञ्चुधतः ॥ धीरोऽस्पवेग' 
शरवयौ विपरीतस्तु योषिता । दीनस्वरोऽतिसारातं कम्पते त्रस्यते 
ज्वरी ॥ नपुसकेन Reenter प्रियमैथुनः । वहुवादी च*"*॥॥। 
(अ, सं, उ, तं, अ, ४० )। 


तत्र सर्वेषां सर्पाणां fae सप्त वेगा भवन्ति! 
तत्र दुर्वीकराणां प्रथमे वेगे बिपं शोणितं Toate, तत्‌ 
प्रदुष्ट ऋष्णतामुपैति, तेन काष्णयं पिपीलिकापरिसपेण- 
मित्र चाङ्गे भवति; द्वितीये मांसं दूपयति, तेनात्यथं 
कृष्णता शोफो मन्थयश्वाङ्गे भवन्ति; ढतीये मेदो 
दूपयति, तेन द॑श्लेदः शिरोगीरवं स्वेदश्चक्षुमेहणं चः 
चतुर्थ कोएमनुप्रविश्य कफप्रधानान्‌ दोषान्‌ दूययति 
तेन तन्द्राप्रसेकसन्धिविशलेषा भवन्ति, पञ्चमेऽस्थीन्य- 
नुप्रविशति प्राणमपि च दुपयति, तेन पर्वेभेदो हिक्का 
दाहश्च भवति, पछे मञ्जानमनुप्रविशति ग्रहणीं चात्यथ 
दूपयति, तेन गात्राणां गौरवमतीसारो हृत्पीडा मूच्छा 
च भवति; wat शुक्रमनुप्रविशति व्यान चात्यथ 
कोपयति कफं च सूच्मस््रोतोभ्यः प्रच्यावयति, तेन 
श्लेष्मवर्तिप्रादुभांबः कटीएष्मङ्गः सर्वचेष्टाविघातो 
लालास्वेढयोरतिभ्रबृत्तिरुच्छ्रासनिरोधश्च भवति | 
मण्डलिनां प्रथमे वेगे विपं शोणितं दूषयति, तव. 
प्रदुष्टं पीततामुपेति, तत्र परिदाहः पीतावभासता 
चाज्ञानां भवति, द्वितीये मांसं दूषयति, तेनात्यथ 
पीतता परिदाहो दशो aaa भवति; दृतीये मेदो 
दूषयति, तेन पूर्ववचनश्लुम॑हर्ण तृष्णा दंश्लेदः स्वेदश्च; 
चतुर्थ कोप्टमनुप्रविश्य ज्वरमापादयति; पञ्चमे परिदाहं 
wamag करोति | पष्ठसप्षमयोः पूरबेबत | राजिमतां 
प्रथमे वेगे विपं शोणितं दूपयति, तत्‌ प्रदुष्टं पाण्डु" 
तामुपति, तेन रोमहप: शुछाबभासश्च घुरुपो भवति; 
हितीये मांसं दूपयति, तेन पाण्डुताऽत्यर्थं जाङ्य शिर" 


अध्याय- ४ | 


कल्पस्थानम्‌ 


4 


8९ 


प्प््प्य्य्यय्प्य्य्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्क्फ्फ्प्प्फ्फ्प्क्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्फ्प््टि 
शोफश्च भवति; atta मेदो दूषयति, तेन चक्षुग्रहणं | जाना, नाक तथा Ast से स्राव होतो हे। चौथे वेग में 


दंशक्केदः स्वेदो घ्राणाक्षिखाव्व भवति; चतुर्थ कोष्टमनु- 
प्रविश्य मन्यास्तम्मं शिरोगौरवं चापादयति; पञ्चमे 
वाक्सङ्गं eat च करोतिः पष्ठसप्षमयोः 
पूववदिर्ति ॥ ३६ ॥ 

सर्पविष के सात tit के लक्षण-सव प्रकार के सॉर्पो के 
विष के सात वेग होते हैं, यथा--दुर्वीकर साँपों के प्रथम 
येग में विष रक्त को दूषित करता हे तथा यह दूपित 
रक्त काळा पड जाता दै। इससे ast में काळापन भौर 
चीटियों के रंगने के समान प्रत्तीति होती है, विष के 
दूसरे वेग में मांस दूषित हो जाता हे जिसके कारण 
कतिशय gman, सूजन और अंग में até उत्पन्न हो 
जाती हे । तीसरे वेग में बिष मेद धातु को दृषित करता 
है इससे दंशस्थान ast ena है, शिर में भारीपन, 
पसीना आना तथा आँखों से दिखाई न पडना आदि 
होता हे। चौथे वेग सें विष कोष्ट में पहुँचकर कफ़-प्रधान 
दोपों को दूषित करता दे gad फलस्वरूप तन्द्रा, कफ का 
सुख से खाव होना तथा मन्धियों की शिथिलता आदि 
war होते हैं। waa वेग में विप असिथियों में प्रदिष्ट 
हो जाता दै तथा प्राण और श्षप्ति को दूषित करता है जिसके 
कारण पर्वा का टूटना, दिका और दाइ आदि उक्षण उत्पन्न 
होने लगते हैं । छठे वेग में विप मज्ञा में पहुँचता है और 
झद्दणी ( पित्तधरा कला) को अत्यधिक दूपित कर देता 

जिसके कारण दारीर में भारीपन, अतिसार, हृद्य प्रदेश 
में पीडा और मूर्च्छा होती हे । सातवे वेग में विष शुक्र में 
पहुँच कर ब्यान-स्थान को अत्यधिक प्रकुपित कर देता है 
जिससे वायु का प्रकोप हो जाता है, कफ को Gen स्रोतों 
से वाहर निकालता हे । इससे घट्ट कफ सुख से निकलता 
है, करि, पीठ टूटती हुई सी प्रतीत होती है, सभी चेष्टाएँ 
प्रायः रुक सी जाती हैं। serena और स्वेदागमन 
( पसीने का निकलना ) aga होता है तथा उच्छास रुक 
जाता है । मण्डली सर्प के प्रथम वेग में विप रक को 
दूपित करता दै। यह दूषित हुआ रक्त पीला हो जाता 
हे । इसके कारण जलन, अंगों में पीछापन हो जाता हे! 
दूसरे वेश में विप सांस को दूषित करता हे इसके परिणाम- 
स्वरूप अतिशय पीलापन, दाह और दुंशस्थान पर सूजन 
होती है।' तीसरे वेग में विष भेद को दूपित करता है 
इसके कारण दर्वीकर साँप के विष के प्रभाव के समान ही 
नेत्रां से दिखाई न पड़ना, तृष्णा तथा दंशस्थान का सडना 
व स्वेदागम ( पसीना होना ) आदि रक्षण दृष्टिगोचर होते 
हं । चौथे वेग में चिप कोष्ट में पहँचकर sae उत्पन्न करता 
हे । पाचवे वेग में विष सच अङ्गां में दाह करता हे और 
gi तथा सातवे ait के लक्षण दर्वीकर के लक्षण के समान 
ही होते हें 1 राजिमान्‌ af के विप के प्रथम वेय में विप 
रक्त को दूषित करता है, यह दूषित रक्त पाण्डुवर्ण का 
(aa ) हो जाता है । दूसरे वेग में विष मांस को दूपित 
करता हे इसके फलस्वरूप अतिशय पाण्डुता, जडता तथा 
शिर में सूजन हो जाती है। तीसरे वेग मे विष मेद को 
दूषित करता है इससे अन्धत्व, da का सडन, पसीना 


६ ge re 


दिप कोष्ट में पहुँचकर मन्यास्तम्भ और शिर में भारीपन 
उत्पन्न करता हे । पाँचवें वेग में वाणी का अवरोध तथा 
शीतञ्वर नामक लक्षण होते हैं, छुठें और सातवें चेग के 
लक्षण दुर्वीकर सर्प के wact की भाँति दी हैं। ६६॥ ` 


विमशः--चरककार के द्वारा विप के आठ वेगो का, 
निर्देश हम स्थावर विष के at का वर्णन करते समयः 
द्वितीय अध्याय के ३४-३९ te की व्याख्या के सम्बन्ध, 
में दिए गये विमर्श के अन्तर्गत कर चुके हैं अतः विस्तारमय 
तथा घुनरुकति दोप से वचने के लिए यहाँ वर्णन देना उचित, 
नहीं समझते । पाठकगण इस सम्बन्ध में उपयुक्त स्थळ 
पर पहुँचकर जानकारी प्राप्त कर छें। अस्तु। आधुनिक 
मताजुसार सपंदृष्ट के लक्षण पुवं चिह्न के विषय में निम्न 
जानकारी पाठकों के हित में लाभदायक foe होगी। 
ade में Memes जाति के सपे अपने विष से हृदूविस्तृति 
( Dilatation of the heart ), श्वासकृच्छू, शोथ, रक्तवह- 
संस्थान को पूर्णतया वन्द॒ कर देते हैं अतः रोगी की मृत्यु 
हो जाती है । वाहपेराइन ( 715९110) जाति के सर्प का 
विष रक्तत्राव, रक्तवाहिनियों में ara, हृद्वतिमन्दता और 
हृदयावसाद से रोगी की weg कर देते हैं। इसके अतिरिक्त 
अन्यान्य लक्षण भी मिळते हैं। 'कोळुघाइन' विष की' 
अवस्था में शुभाशुभ परिणाम शीता से होता है एवं' 
तीस मिनट के भीतर ही ay हो जा सकती दै परन्तु 
“वाहूपेराइन? विष की अवस्था में यह परिणाम रक की 
अवस्था पर निर्भर करता है। इसी प्रकार निम्नलिखित 
कोएक-ताळिका साँप के सातो वेगो को सरलता से समझने 
के लिए दी जा रही दै, यथा-- i को 


दर्वीकर सण्डळी राजिमान्‌ ,, 

( वातप्रकोपक ) | ( पित्तम्रकोपक ) | ( कफभ्रकोपक ) 
(१) रक्तविकार, | शोणितविकृति, | शोणितविृति) 
कुष्णवर्णरव, TAT | पीळापन, शीतञ्वर | पाण्डुवण, रोमहपं 
पर चींटियों के रेगने is 


की सी प्रतीति । 
(२) मांस सें प्रवेश, | मांस में प्रविष्ट होने | मांस में शिथिलता, 
अतिशय कालापन, | से अतिशय fier | शिर में शोथ, 
शोथ व nist का | पन, दाह तथा दुंगा- | जडता । 
निकलना | स्थान में शोथ। ae 
(३) मेद-दुष्टि से | मेद में प्रवेश, आंखें | मेदोदुष्टि गाला 
dat से ona, शिरो- | झपना, तृष्णा, दुश- से लाव, स्थदागाम, 
गौरव, स्वेदागम, | स्थान से खाव, | नाक तथा aaa 
आंखों का झपना । | स्वेदागम । खाव होना । 
(2) este, | कोष्ठपवेश, sae | कोष्ठपरवेक्ष, सिर 
कफप्रधान दोर्षो | वृद्धि । का भारीपन, मन्या" 
की दुष्टि, आलस्य, स्वरम होना । 
संधिविश्लेष । 


8२, 


सण्डळी राजिमानू 
( पित्तप्रकोपक ) | ( कफप्रकोपक ) 
वाग्छोप तथा शीत 
उतर । 


दर्वीकर 
( वातम्रकोपक ) 
[(५) मस्थिमेंग्रवेश्, 
प्राण तथा भ्रप्ति 
का दूषित होना, 
हिचकी, दाह, तथा 
पर्वमेद होना । 
(६) ast तथा 
ग्रहणी की gfe, 
मूच्छ, शरीर का 
भारीपन, अतिसार 
व हृद्यशूळ | 
(७) gana में 
प्रवेश, व्यानवायु 
BUTE, / सूचम 
शिराओं से कफ 
का खाव, कटि-पृष्ठ- 
भंग, Veet का 
नाश, छालाखावा 
fea तथा स्वेदा- 
तिप्रवृत्ति एवं खास- 
निरोध। 


RR SS 
भवन्ति चात्र EO 
'घालन्तरेपु याः सप्त कलाः संपरिकीर्तिताः | 
तास्वेकेकामतिकम्थ वेगा seat विषम्‌ ४० 

सपविप के सात वेगो के होने में कारण--घातुओं के वीच 
बीच में जो सात कछायें कही गई हैं, उनमें से एक-एक को 
अतिक्रमण करके विप-बेगों को उत्पन्न करता हे ॥ ४० ॥ 
TAIT हु कलां कालकल्पं भिनत्ति हि | 
समीरेनोह्यमानं तत्तु वेगान्तर स्मृतम्‌ ॥४१॥ 
eo के a से प्रेरित हुआ fia जितने 
एक कळा को पार करता हे उतने समय - 
न्तर कहा जाता है ॥ ४१ ॥ हु nn 
eta? प्रथमे वेगे पशुध्योयति दुःखितः | 
लालास्नाचो द्वितीये हु कृष्णाङ्गः पीड्यते हृदि gen 
ait च शिरोदुःखं कण्ठमीव॑ च भज्यते | 
चतुर्थ वेपते मूढः खादन्‌ दन्तान्‌ जद्दात्यमून ॥३३॥। 
wand seed चैतेषु तद्विदः | 
ae प्रथमे वेगे पक्षी मुद्यत्यत. परम्‌ ॥४४॥ 
f य ee मृत्युमृन्छति | 
pel पु विपवेगमुशन्ति हि। 

हर रनइलादीनां विष॑ नातिभ्रवर्तते ॥४५॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने सर्पदष्टविपविज्ञासीय॑ 

नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
~~ ee 


शरीर सें ज्वाला 
gata होना 1 


दर्वीकर की भांति। दर्वीकर की भांति। 


दर्वीकर की भांति। | दर्वीकर की भांति। 


सुश्रुतसंहिता 


पश्ु-पक्चियोँ में विष के देगों के लक्षण- विष के प्रथम वेग 
में पशु दु.खी होकर शोक करता दै, उसका दंश स्थान सूज 
जाता दै । दूसरे वेग में शरीर काळा पढ़ जाता है मुख से 
waa होता है तथा हृदय में वेदना होती है। तीसरे 
वेग में शिर में द्द, कण्ठ और ग्रीवा टूर जाती दै, चौथे वेग 
में पशु कांपता हैं, मूढ हो जाता हे । दांतों को किटकिटाता 
हुआ प्राणों को छोड देता हे । कोई कोई भाचायं पशुनो में 
केचळ तीन वेग ही मानते हैं। विष के प्रथम वेग में पदी 
चिन्ता करता हे! तथा मूर्छित हो जाता है । इसके उपरान्त 
द्वितीय वेग में बह वेचेन हो जाता दे तथा तीसरे वेग में 
wy को प्राप्त होता है। कई आचाय पक्षियों में विप 
का एक ही वेग मानते हैं। विज्ली, नेवले आदि प्राणियों 
सें साप के विप का कोई प्रभाव नदीं होता अतः उनमें वेग 
भी नहीं होते हैं ॥ ४२-४५॥ 


विमदा. चरककार ने भी पशुओं में चार तथा पढियो 
में तीन वेगो की गणना की है, यथा--चतुष्पदां erage 
पक्षिणां त्रिविध । आदे श्रमति चतुष्पदोऽवसीदति ततः शत्यः ॥ 
मन्दाहारो प्रियते श्वासेन चतुर्थवेगे तु । ध्यायति विद्वगः प्रथमे वेगे 
प्रश्नाम्यति द्वितीये तु । स्रस्ताङ्गश्च तृतीये वेगे याति पञ्चत्वम्‌ ॥ 
(च. चि अ, २३२०-२२) अर्थात्‌ चौपाए पशुओं में चार 
प्रकार का तथा पत्तियों में तीन प्रकार का विप का वेग होता 
हे, प्रथम वेग से चौपाए पशु को चक्कर आते हैं! दूसरे वेग 
में वह शिथिळ हो जाता है, तीसरे वेग में वह शून्य के 
सश होकर aga ही अलप आहार करता है तथा चौथे 
वेग में श्वास से ag हो जाती है । पत्ती प्रथम वेग में चिन्ता- 
अस्त के सद्दा होता हे तथा उसे चक्कर आते हैं। दूसरे वेग 
में उसके ag शिथिळ हो जाते हे तथा तीसरे वेग में उसकी 
wy हो जाती है । 

इति सुश्च॒तसहितायां कल्पस्थाने सपंदष्टविषविज्ञानीय 

नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


OOO OO 
पञ्चमोऽध्यायः 
अथातः सर्पदृष्टविपचिकित्सितं कल्पं व्याख्यास्यामः। १॥। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥२॥ 


सर्पदष्ट विषचिकित्सा का उपक्रम-अव इसके पश्चात्‌ सपंद्- 
विपचिकित्सित करप का व्याख्यान करेंग्रे--जैसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२॥ 
सर्वैरेवादितः सर्पेः शाखादष्टस्य देहिनः। 
ठंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टाश्वतुरङ्ुले | ॥ ३॥ 
प्लोतचमोन्तवल्क्रानां सृढुनाऽन्यतसेन वे! 
न गच्छति विषं देह्मरिष्टाभिर्निवारितम्‌ ॥ ४॥ 
aan में अरिष्टा-बन्धन--सभी प्रकार के सर्पा द्वारा काटे 
गए शाखाओं ( हाथ तथा पेर आदि के दृष्ट) में दुश स्यान 
से चार अटल ऊपर एक ‘after बन्धन करना चाहिए 1 
यह अरिष्टा कपड़े की चीर ( पट्टी ), चर्मपट्ट, वृक्ष की अन्तः 
डाल अथवा अन्य किसी कमळ वस्तु ( रवड की नळी या 


अध्यायः ५ ] sR हे 8३ 


पट्ट आदि ) से वांधनी चाहिए । अरिष्टा द्वारा रोका 
विष ऊपर की ओर गमन न कर पाने के कारण नही चढ़ता ॥ 

विमर्श.--चरककार ने भी अरिष्टा बन्धन के विषय मे 
लिखा है, यथा-मन्त्रारिशेत्ततंननिष्पीडन*** --- । दद्यातु 
विप दष्टस्यावितत वेणिकां भिपगू बद्ध्वा । निष्पीडयेदू aq दश्मु- 
डरेन्ममंवर्ज वा ॥ ( च, चि. अ. २३३३-३७ ) इस प्रकार की 
नरिष्टा भी दो प्रकार की मानी जाती है। एक तो सामान्य 
रस्सी आदि का बांधना और दूसरा सन्त्र से अभिमन्त्रित 
करके वांधना व विष के संचार को आगे न at देना। 
अरिष्टात्वन्धन के विषय सें वृद्धाग्मर ने भी कहा हे-- 
Tait देशाचुसारेण नातिगाइळयो दितेः । द्पूनित्वशोक्रादींन कुर 
नेहृतिपीडिन* ॥ srr शिथिलो रोडुं विषं देशान्तरं saan 
(दृ. वा भर. अ. ९०) अर्यात्‌ बहुत ही अधिक कसकर 
अथवा दीळी रस्सी आदि भरिष्टा के रूप में न बांघनी चाहिए | 
इसके फल्स्वरूप--जम्जुवत्सेतुवन्धेन बन्धने स्नम्यते विपन्‌ । 
न वहन्नि सिराश्चास्य कपिं वन्थादिपोडिना: 1 सिराएं विप को 
देह में प्रसारित नहीं कर सकता | चरककार ने adda के 
ae प्रनिकार के विषय में आदेदा दिया है कि-दष्टमात्र 
दशेदाञु त सर्प Seta वा । उपयरिष्ट वन्नोयादरेशवं ferme ar 
(च. चि. अ. २३२४९ ) जब सांप ने डसा ही हो तो तव्हण 
पुरुप को चाहिए कि उसी सर्प अथवा मिट्टी ऊ देले को 
दांतों से कार ले । दंश के ऊपर अरिष्टा ( रस्सी आदि ) बाँध 
दे। दंश को चाकू आदि से काट क्र एयक कर दे और उस 
स्यान पर दाह कर दे। इस प्रकार सर्पदंश का निश्चय होते 
ही सबसे पहले अरिष्टा-वन्धन ( Ligaturing ) करना 
चाहिए। जिस स्यान पर सर्प ने काटा हो। उससे ऊपर के 
भाग में क्रमशः ४-८-१२ age की दूरी पर तीन वन्धन 


Sree 
निष्पीडन किया जाता हे । इसमे विष बहुत Fy निकल 
जाता है। यदि यह पर्यात न हो तो दुंद-स्यान का सांस 
काट कर निकाल देना चाहिए । यदि मर्म च सन्धि स्थान 
पर दंश हो तो काट कर न निकळना चाहिए कयां कि उससे 
YQ व अङ्ग की विकळता हो जाती है। अधाङ्गसंग्रहकार ने 
भी उत्तर तंत्र के ४० वें अध्याय में कहा है कि-निष्पीठ्य 
चोडरेइदश ममंसन्ध्ययत तथा । न जायते जिपावेगो वीजनादा।दि- 
वाङुरः॥ ममंगे प्राप्नुयान्मृत्यु सम्धिस्ये विकलाङ्गताम्‌ । फिर भी 
यदि समय पर बांधने को वन्धन न मिल सके व वांघना 
योग्य न हो वा मर्म होने के कारण दृश-स्थान को काट कर 
निकाळा न जा सकता हो तो प्रायः उस अंग (शाखा ) को 
ही ऊपर मर्मरहित देश से काट दिया जाता हे । इसी 
विपय पर चरककार भी अपना मत प्रतिपादित करते हुए 
कहते है कित an वा चूपेन्मुखेन यवचूणपाशुपूर्णेन + Tea 
ae रान्य ततो रक्तम्‌॥ (च, चि. न. २३1३८ 9 
मुख में जौ का आटा अथवा धूल भर कर वैद्य उस dat को 
चूस ले। चूमने से वह विष जी के आंटे अथवा मिट्टी में आ 
जायया तत्पश्रात्‌ उस मुख में आए हुए विष को थूक दे! 
इस समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए 
कि चूपण करने वाले चिकित्सक या वद्य के मुख में किसी 
प्रकार का क्षत वा त्रण ( Ulcer ) इत्यादि न हो क्योंकि करी- 
फटी क्षतिग्रस्त श्लेप्मक कला के द्वारा विष शीघ्र ही म्रचूपित 
हो जाता है अत. उस चूपक को भी सर्पदष्ट के समान हीं 
“विप का प्रभाव हो सकता है। सामान्यतः चिकित्सक 
को चाहिए कि वह आचूपण करने के लिए मुख में जौ 
का आटा भरने के पहले सुख को भीतर से gars 
कर ले या अन्य कोई विपनाशक औषधि भीतर सुख में 
लगा ले तथा विष का आचूपण करने के बाद भी जौ के 
आटे आदि को सुख से निकाल देने के बाद विषनाशक 
अपधि से गण्डूप ( कुल्ला, Gargle) कर ले! यदि विष को 
सुख से न चूसना हो तो आचूपक यंत्र ( Suctionpump ) 
आदि से भी विष को चृसा जा सकता हे । अष्टाइसंग्रहकार 
ने भी चूषण क्रिया के पूर्व दृश स्थान को पोंछ कर स्वच्छ 
कर लेने का आदेश दिया हे at विशेषतः उस अवस्था में 
जव कि ag स्थान मांसल हो, यथा - आचूषेत्पूणंवक्रो व। सृद्भ- 
स्मागदगोमये- । प्रच्छायान्तररिष्टाया मासळं नु विभेषतः ॥ (अ, स. 
उ. तं. अ, ४० ) तत्काळ सांप को काटे गए मनुष्य द्वारा 
काटना तो सर्व साधारण के छिए प्रायः असम्भव सा होता 
हे तथा सांप के काट कर भाग जाने पर तो और भी दुष्कर 
होता है परन्तु att ऐसा कर सकने में समर्थ हो सकते हैं 
साधारण मनुष्य नहीं क्यों कि वे तो सपं को देखने 
मात्र से ही इतना डर wae कि उनकी मति ही ठिकाने 
नहीं रहती और फिर काटने पर तो साधारण मनुष्य स्वयं 
ही मृत्यु के भय से अधमरा हो जाता हे । अस्तु 
अथ मण्डलिना दृष्ट न कथंचन दाहयेत | 
स॒ पित्तबाहुल्यविपाइंशो दाहाद्विसपते ॥७॥ 
उत्तम हे। अथवा उसी सांप को तुरन्त कार ले अथवा मिट्टी मण्डली (सर्पे) द्वारा ड्से जाने पर दाइ का निपेष--मण्डली 
के देले को तुरन्त काटले॥ ६॥ सांप से काटे हुए ध्यक्ति मे सूळ कर भी दाह न करें क्यों कि 
विमर्श, -अरिषटा-चन्धन के बाद दंश को चारों ओर से । वह दृश पित्त की अधिकता के कारण दाह से फैलता हे ॥७॥ 


( Circulation of blood ) रुक जावे और विष रक्त के साथ 
मिल कर रक्तवाहिनी सिराओं के द्वारा ऊपर की ओर विशेषतः 
हृद्य तथा मस्तिष्क की ओर प्रवाहित न होने पावे । मन्त्र- 
विद्‌ लोग मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके भी इस अरिष्टा बन्ध 
को बाधते हैं। यद्यपि भाज के वैज्ञानिक महत्व के युग में 
मन्त्र के प्रभाव को लोग चाहे न मानें पर इसका कुछु न 
Ty अज्ञात प्रभाव तो पडता ही हे इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं होना चाहिये । 


दहेंशमथोत्कृत्य यत्र वन्धो न जायते । 
आचूपणच्छेददाहाः wae तु ghar ॥५॥ 
सर्प से डॅसे जाने पर आचूषण, छेदन तथा दाद- जहाँ पर 
भरिष्टा न वांधी जा सके वहाँ पर दंश स्थान को काट कर 
अभि से दाह कर दे (जला देवे ) ! आचृषण ( चूसना ), 
छेदन एवं दाह यह सब में अयुक्त हो सकते हैं॥ ५॥ 
aig मुखं वखेहिंतमाचूपणं भवेत | 
स दष्टव्योऽथवा सर्पो लोष्टो वाऽपि हि तत्क्षणम्‌ ॥६॥ 
ar विधि--मुख को वर्खो से भर कर चूपण करना 


४६ 


सुश्रुतसंहिता 


NSN NNN NNN AN 


अरिष्टामपि मन्त्रैश्च वध्नीयान्सन्त्रकोबिदः | 

सा तु रज्ज्वादिभिबंद्धा विषप्रतिकरी मता ॥ ८ 
' 'सपंदष्ट में मन्त्रों द्वारा अरिष्टा-वन्थन- मन्त्र को जानने 
वाला वैद्य अरिश् को भी मन्त्राँ से वांधे । इस प्रकार रज्जु 
(रस्सी) आदि से वांधी after विष को रोकती है (38 
तो मंत्र के बिना भी बांधी गई अरिष्टा विष को रोकती है ) ॥ 


.देवन्रह्मर्षिभिः प्रोक्ता मन्त्राः सत्यतपोमयाः। 

। भवन्ति नान्यथा चित्र विषं हन्युः सुदुरुतरम्‌ ॥ ६॥ 
fad तेजोमयेमेन्त्रः सत्यन्रह्मतपोमयैः | 

‘an निवार्यते क्षिप्रं प्रयुक्तेन तथौषधै. ॥१०॥ 
/ मन्त्रशक्ति की प्रशता- किली सत्यवादी, तपस्वी, wale, 
द्वारा कहे गए मंत्र व्यथे नहीं होते । ये मंत्र भयानक विध 
को भी न कर देते हैं। सत्यपरायण, ज्ञानी एवं तपस्वी 
तथा तेजस्वी ऋषियों के भन्रों से विप जितनी शीघ्रता से नष्ट 
होता है उतनी जददी ओपधि-अयोग से दूर नहीं होता ॥९ १०॥ 


wea sect कार्य खीमांसमधुबर्जिना | 
मिताहारेण, शुचिना कुशास्तरणशायिना 1) ११॥ 
गन्वमाल्योपहारिश्च बलिभिश्चापि देवता: | 
'पूजयेन्मन्त्रसिद्धथर्थ जपहोमैश्च aaa: 1221 
२* मन्त्र ण की विधि-ख्री मांस और मधु (मद) का 
सेवन छोड कर dat को सीखना चाहिए । मंत्र सीखते समय 
आहार अरप मात्रा में करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, 
=e bys सोना चाहिए 1 गन्ध, माला, उपहार 
तथा भो का पूजन तथा जप एवं हो 
के लिए करना चाहिये ॥ शक २॥ Ps 
मन्त्रास्त्वबिधिना प्रोक्ता हीना वा स्वरवर्णत. | 
यस्मान्न सिद्धिमायान्ति तस्माद्योज्योऽगद्क्रमः |] १३) 
' दीनस्वरादि वाले मन्त्र की असिद्धि में अगद का क्रम--विना 
विधि के था स्वर अथवा वर्ण से हीन अयुक्त मंत्र सफल नहीं 
होते इस लिए. अगद, उपचार आदि का भी प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १३ ॥ 
विमशेः-सन्त्रचिद्‌ छोग मन्त्रों से अभिमन्त्रित efter 
करते है। आज भी कुछ ऐसे भन्त्रविद्‌ 
मन्त्रों के द्वारा सर्प 
बिष को दूर करते हे और उन्हे पर्याप्त सफलता थी बिल्ली 


व्यक्ति सपदुंश का समाचार लेकर जाता है तो वे देश, काल, 
दूत की आकृति, प्रकृति को देख कर ही वता देते हे कि वह 
कर पुरुष बचेगा या नहीं। अरिश ( पट्टी ) इतनी कस 
स्वाभाविक रक्तप्रवाह 


किया जाता है। आचूपण जहाँ 
i द! तक हो सके सुख द्वारा नहीं 
द करना चाहिए इसके लिए सिंगी अथवा तुग्वी आदि का 


जव उनके पास कोई | चौ 


प्रयोग अथवा नलिका का प्रयोग उचित रहता हे | कविराज 
हाराणचन्द जी 'मिताहारेण'के स्थान पर 'जिताहारेण' नामक 
पाठ के औचित्य को स्वीकार करते हैं । | 
समन्ततः सिरा दंशाहिध्येत्त कुशलो भिषक्‌ |' 
RGA वा ललाटे वा व्यध्यास्ता faa विषे॥१४॥ 
रक्ते निहिंयमारे तु ऋत्स नि्णियते विषम्‌ । 
तस्माद्विखावयेद्रक्त॑ सा हास्य परमा क्रिया॥१५॥ 
ससन्तादगदैदश॑ प्रच्छयित्वा अलेपयेत्त | 
चन्दनोशीरयुक्तेन वारिणा परिपेचयेत्‌ ॥१६॥ 
सपंदश में रक्त-निकालने की विधि--कुशछ चिकित्सक दंश 
के चारों भोर सिराओं का वेधन करे । विप के फेल जाने पर 
सिराओं को हाथ पैर के अग्र भाग में अथवा मस्तक में वेधन 
करे। रक्त के निकलने से सम्पूण विष भी निकल जाता है। 
इस लिए रक्त का विस्रावण करे क्‍यों कि यही प्रक्रिया सप दृष्ट 
पुरुप की श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। दंश के चारों ओर 
mga क्रिया ( vig) कर angi से लेप करे तथा चन्दून 
भौर खस (उशीर) मिश्रित जळ से परिपेक (सिञ्चन) करे! 


पाययेतागदांस्तांस्तान्‌ क्लीरक्षोद्रचुतादिमिः | 
तदलाभे हिताचा स्यात्‌ कृष्णा बल्मीकसृत्तिका ॥१७॥ 
कोविदारशिरीषार्ककटभीचीऽपि भक्षयेत्‌ | 
सपंदश्च में वल्मीक ( विमवट ) की मिट्टी आदि का यौग-- 
भगदा को दूध, Ag और घी में मिलाकर पिळावे । अगदो 
के अभाव में काळी मिट्टी या वांबी की मिट्टी को दूध, घी, 
मधु के साथ मिलाकर पिळावे । कचनार, शिरीप, आक, 
कोय ( अपराजिता ) आदि का सेवन करे ॥ १७॥ 
न पिवेत्तेलकोलत्यमद्यसौबीरकाणि च ॥१८॥ 
wa में तेलादि द्रव का निपेध- तेळ, कुछरथ यूप 
( Suet का रस), मद्य तथा कांजी'का सेवन न करे ॥१८॥ 


द्रवमन्यः्त यत्किख़ित्‌ पीत्वा पीरा तदुद्रसेतत्‌ | 
प्रायो हि बमनेनेब सुखं निहियते विषम्‌ esi 
सर्पविष में वमन--इनके अतिरिक्त कोई दूसरा द्रव पीकर 
चसन करे क्योंकि वमन होते रहने से विष सुखपूर्वक शरीर 
के बाहर निकल जाता है ॥ १९॥ 
विमर्श'--अरिष्टा-बन्धन के साथ ही जिस स्थान पर 
सपं ने काटा हो, उसी स्थान पर तीचण wees चाकू से 
थाई इञ्च गहरा तथा आधा इञ्च लग्बा स्थान-भेद के 
अनुसार चीरा लगाकर उचित मात्रा में रक्त को निकळवा 
दें यदि थह निश्चित हो जाय कि ad वातप्रकृति, कफ 
प्रकृति अथवा कफवात-प्रकृति का है तो दुंशस्थान को गमं 
लौह या अगारे से दाग करके जलाया भी जा सकता है 
( Cantermzation ) किन्तु यह दाह क्रिया पित्त प्रक्कतिवाले 
सण्डळी जाति के सर्प के काटने पर नहीं करनी चाहिए । 
इस प्रकार दशन स्थान के रक्तमोक्षण की क्रिया ही सर्वथा 
लाभप्रद तथा निरापद्‌ होती हे । चरककार ने कहा है कि-- 
नें दश वा चूपेन्युखेन सवचूर्णपाशुपूर्णेन । प्रच्छनवेधजलीक-; 
aR खान्य नतो रक्तम्‌॥ उपर्युक्त आचूपण क्रिया के वादं 
प्रच्छान ( dear ), शिरावेध, जोक च सिंगी भादि के प्रयोग 


अध्यायः ५ ] 


कल्पस्थानम 


8५ 


से रक्तत्रावण कराना चाहिए! क्योंकि रक्त के विष से 
दूषित हो जाने पर प्रकृति भी दूषित हो जाती दे इसलिए 
देह में परिभ्रमणक्षील दुष्ट रक्त को aut द्वारा प्रवृत्त 
करना शाहिए। भर्थात्‌ यदि पछुने वा सिरामोक्षण से 
दंशस्थान से रक्त भली प्रकार प्रदत्त न हो तो प्रधर्षण 
चूर्णादिकों से उस पछे हुए स्थान पर घर्षण करना चाहिए 
यथा--रक्ते विपप्रदुष्टे दष्येत्प्रङृतिस्ततसत्यजेत्माणान्‌ । तस्मात्म- 
धर्षणैरसम्वर्तमान प्रवर्त्य स्याद्‌ ॥ (च, चि, अ, २३४९) 
क्योंकि रक्त ही विष का आश्रय होता है जैसे अभि का 
आश्रय वायु होता दै। अतः वह रक्त शीतल प्रदेह तया 
परिपेचनों से गाढा हो जाता है तथा जम जाता हे। उसके 
गादा हो जाने पर विष का वेग भी हट जाता है यथा-रक्त 
दि विपाथानं वायुरिवास्नेः प्रदेदसेकैस्तत । शीतैः स्कन्दति तस्मिन 
स्कन्ने व्यपयाति विषवेगः ॥ (च, चि. अ. २३४१ ) अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार चायु अग्नि को भदकाता है तथा 
इधर-उधर फैछाता है, वैसे ही विष को रक्त प्रदृद्ध भी करता 
हे और उसे एक स्यान से दूसरे स्थान पर वहन करके भी 
ले जाता है। यदि इस रक्त की गति मे दम बाधा डाळ दें 
तो विष के प्रसार में भी रुकावट हो जायगी। इस प्रझार 
दंशच्छेद आदि क्रियाओं का लाभ चताते हुए चरककार [पुनः 
कहते ह क्रि--तरुरिव मूलच्छेदाइशच्छेदान्न शुद्धिमेति विषम्‌ । 
आचूषणमानयन जस्य सेवुर्यया तथाउरिष्टा ॥ त्वप्यांसगत दाहो 
ददनि Pet खाव्ण रक्तात ॥ ( च. चि. अ. २३-४३, ४४) जिस 
प्रकार बृ की जड़ को काट डालने से वृक्ष बढ़ता नही भपितु 
सूख जाता है उसी प्रकार दुंशस्थान को काट डालने से विप 
बृद्धि को प्राप्त नहीं होता तथा चूसने से थोड़ा चिरत विष 
दंशस्यान की ओर तथा GALA से बाहर वळपूवक खीच 
लिया जाता है । तथा जिस प्रकार नदी आदि के जळ को 
रोकने के लिए बाँध-चाँध दिया जाता हे शीर जळ उधर 
नहीं जा सकता उसी प्रकार अरिष्टा का बाँधना भी विप के 
प्रसार फो नहीं होने देता। तया सुवर्ण-सण्ड वा शरलोह 
आदि से क्रिया गया दाह त्वचा पचे मासगत त्रिष को जला 
डालता है । दाह प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ दंगाच्छेद 
के पश्चात्‌ चन्ध (पट्टी ) न बाँधा जा सके ,तथा , रक्तगत विप 
का नाश रक्तत्लावण क्रिया के द्वारा किया जाता दे । 


फणिनां विपवेगे तु प्रथमे शोणितं' हरेत्‌ | 
द्वितीये मधुसर्विभ्यो पाथयेतागढं भिषक्‌ Rell 
नस्यकमीञ्जने युञ्य्यात्तुतीये विषनाशने । ` 
बान्तं चतुर्थे पूर्वोक्तां यवागूमथ दापयेत्‌ 
-शीतोपचार कृत्वाऽऽदौ भिपक्‌ पब्वमपष्ठयोः | 
पायमेच्छोधन तीच्णं यत्रायूं चापि कीर्तिताम्‌ ॥२२॥ 
सप्तमे व्ववपीडेन शिरस्तीदणेन शोधयेत | 
दीच्णमेवा्जनं दद्यात्‌, तीदणशाद्ेण मूध्नि च 1२३॥ 
कृता काकपद चर्म सारूग्वा पिशितं क्षिपेत्त्‌ | 
adiac विष के ७ Bat की चिकित्सा--दुर्वीकर सापो के 
प्रथम विष वेग में रक्तमोक्षण करावे। विष के दूसरे वेग में 
मधु और घी के साथ अगद का पान करावे । तीसरे वेग में 


A PANN Pe, 


De NN SSN SS CSS ONS, ~ 


LPL POP. 


विपनाशक नस्य कर्म तथा अञ्जन का प्रयोग करे। चौथे 
विष वेग में रोपी को वमन कराकर स्थावर विष के प्रसंग 
में कही गई यवागू पीने को दे । पाँचवें और छुठे विष वेगो 
में प्रथमतः शीतळ उपचार करे फिर तीदण विरेचन देकर 
पूर्वोक्त यवागू पिळावे । सातवे घेग में तीदग अवपीडन नस्य 
से शिर का शोधन करे, तीचंग अन देवे तथा तीदग शस्र 
से शिर पर काकपद बनाकर उसमें रक्तमिश्रित मांस या 
ताजा चम रख देवे (ताकि विप उसमें उतर आवे) ॥२०-२शा 


पूर्वी मण्डलिनां वेगे दर्षीकरबदाचरेत्‌ ॥२४॥ 
अगदं मधघुसपिभ्या द्वितीये पाययेत च। 
वामयित्वा यवागूं च पूर्वोक्तामथ दापयेत्त ॥२५। 
Tae शोधितं तीच्णेयवागूं पाययेद्धि ताम्‌ । 
चतुर्थे पञ्चमे चापि दर्बीकरवदाचरेत्‌ ॥२६॥ 
काकोल्यादिर्हितः पष्ठे पेयश्च॒मधुरोऽगद्‌ः | 
हितोऽत्रपीडे wane: सप्तमे बिपनाशनः 11२७॥ 
मण्उली विष के ७ वेगो की चिकित्सा-मण्डळी सर्प के 
प्रथम बिष वेग में दर्वीकर सॉपों के प्रसङ्ग में कही गई 
चिकित्सा करे। दूसरे वेग में अगद को घी, सधु के साथ 
पीने को दे तदुपरान्त पूर्वोक्त यवागू को पिळावे । तीसरे वेग 
में तीचण विरेचनों से शोधन करा देने के बाद यवागू सेवन 
करावे । चौथे तथा पाँचवें वेग में भी दर्वीकर सपे के समान 
ही चिकित्सा करे | छुठे वेग में काकोल्यादि मधुर गण या 
भगद्‌ पान करावे। सातवें वेग मे विषनादक अगद का 
प्रयोग तथा अवपीडन नस्य का सेचन हितकारी होता है ॥ 


पूर्व राजिमतां वेगेऽलाबुभिः शोणितं हरेत्‌ । 
अगदं मधुसर्पिश्यो सयुक्त पाययेत च ॥२५॥ 
चान्तं द्वितीये wad पाथयेद्विपनाशनम्‌ | 
तृतीयादिषु Bete विधिदोर्वीकरो द्वितः ॥२६॥ 
पष्ठेऽञ्जनं तीदणतममवपीडश्च सप्तमे। 
राजिल विष के ७ वेगो की चिकित्सा-राजिमान्‌ सांपों के 
प्रथम वेग में तुम्वी प्रयोग द्वारा रक्तत्रावण करे। AY तथा 
घी से मिश्रित अगद पीने के हेतु टे। दूसरे वेग मे चमन 
कराने के बाद विपनाशक अगद का सेवन कराये! तीसरे, 
चौथे, पाँचनें वेग में दर्वीकर साँपों के प्रसङ्ग में वर्णित 
उपचार करे छुठे वेग में तीचण भन तथा सातवें वेग में 
भतरपीडन नस्य का प्रयोग करे तथा नष्टसंज्ञा वाळे को 
पुनः सञ्चावान्‌ बनाने के हेतु उपचार करे ॥ २८-२९ ॥ 
बिमर्श.--विप कर्षण के लिए शिर पर चीरा ळगाकर 
( काकपद्‌ आदि क्रिया ) सरक्त मासखण्ड रखने के बदले 
सुगों के गुदा के चारों ओर के पंख व रोम भादि हटाकर 
उसके (qu) युदा (मळद्वार) को दंश स्थान पर 
रख दिया अथवा (चिपका दिया जाता है । इसके परिणाम- 
स्वरूप सुर्या तुरन्त ही मर जाता दै! इस तरद एक सुग 
के मरने पर दूसरा उसी प्रकार दशर्थान ठ रखा जाता 
है इस क्रम को तवतक जारी ( चाळ.) रखते हँ जवतक कि 
मुर्गका मरना न रुक जावे! ga का जीवित रह जाना 
इस वात का योतक होता दे कि रोगी के शरीर में अव 


४६ सुश्रुतसंहदिता 


विवर्णे कठिने शूने सरुजेऽङ्गे विषान्विते। 
तूणं विसरणं कार्यभुक्तेच विधिना ततः ॥३६॥ 
क्षुधातेमनिलप्रायं तद्विषातं समाहितः | 
पाययेत रसं सर्पिः शुक्तं क्षौद्रं तथा दधि ॥१७॥ 
तृड्दाहघर्मसंमोहदे Gd पैत्तविपातुरम्‌ | 
शीतेः संवाहनखानप्रदेहैः समुपाचरेत ॥३८॥ 
अवस्थाविरेषानुसार विषचिकित्सा में विशेषता-चेगों क्रे 
अनुक्रम से यह विपनाशक चिकित्सा कह दी गई है। 
भवस्थाविशेष के अनुसार स्थावर तथा जंगम दोनों विपां 
की चिकित्सा को कहता हूँ सो सुनो। विषान्वित अग में 
विवर्णता, afer, शोथ या पीडा होने पर तुरन्त ऊपर 
कही गई विधि से, रक्तमोक्षण कराना -चाहिए। फिर 
भूख ठगने पर चायु की अधिकता होने पर रोगी को 
सावधानी से मांसरस, दधि, मधु, घी या शुक्त ( सिरका ) 
पीने के लिए दे। पेत्तिक विष से पीड़ित, पित्तप्रकृति को 
प्यास, दाह तथा ग्रीप्मकाळ होने पर या मूर्च्छा होने प्र 
शीतल दर्व्यो से सचाइन (मणि, रत्न या afa के वर्तन 
से स्पर्श ), खान एवं पलेप का प्रयोग करे ॥ १५-३८ ॥ 


शीते शीतप्रसेकातं शलेष्मिकं कफङ्द्विपम्‌ | 
वामयेद्वमनैस्तीदणेस्तथा मूच्छीमदान्वितम्‌ ॥३४॥ 
कफनविपातुर में वमन--तथा शोतकाळ सैं, शीतप्रसेक से 
पीडित होने पर तथा कफप्रकृति में कफकारक विष के 
होने की अवस्था में रोगी को den वमनों से वमन करावे 
इसी प्रकार मूर्च्छा ag वाले को भी वमन करावे ॥ ३९ ॥ 
कोछदाहरुजाध्मानमून्नसज्ग रुगन्त्ितम्‌ | 
विरेचयेच्छङद्वायुसङ्गपित्ताठुर नरम्‌ ॥४०॥ 
वातपित्त-विषातुर रोगी के लिए वस्ति तथा विरेचन--कोष्ट 
दाह, पीड़ा, आध्मान, सूत्रावरोधजन्य पीडा से अस्त, 
मळ तथा वायु के अवरोध से पीडित एव पित्त प्रकृति के 
मनुष्य को विरेचन देना चाहिए ॥ ४० ॥ 


आनाक्षिकूटं निद्रात॑ बिवणीबिललो चनम्‌ | 
विवरणे चापि पश्यन्तमञ्जनैः समुपाचरेत्‌ ॥४९॥ 
विपातुर में अजन के योग्य अवस्था का निर्देश- पळकों के 
नीचे जिसमें सूजन आ गई हो, नींद से पीड़ित आंख विवर्ण 
भोर मलिन हो गई हॉ. तथा नाना प्रकार के वर्ण जो देखता 
हो उसकी अ्जनादिकों से चिकित्सा करे ॥ ४१ ॥ 
शिरोरुग्गीरवालस्यहनुस्तम्मगलमहे | 
शिरो विरेचयेत्‌ थिप्रं मन्यास्तम्भे च दारुणे ॥४०॥ 
विषातुर में शिरोविरेचन के योग्य अवस्था का निर्देश-- शिर 
में वेदना, भारीपन, आलस्य, इनुस्तम्भ, गळग्र था भयानक 
मन्यास्तम्म होने पर चुरम्त शिरोविरेचन देवं ॥ ४२ ॥ 
नष्टसंन बिवृत्ताक्ष wade विरेचनैः | 
चूर्ण. प्रधमनेस्तीदणेरबिंपात॑ समुपाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ताडयेश् सिरा. क्षिप्र तस्य शाखाललाटजाः | 
तास्वप्रसिच्यमानासु मूर्ध्नि weer शब्रविन्‌ ॥४४॥ 
Si काकपदाकारं Aas खबन्ति ता. | 


विप नहीं है। क्योंकि वह सव विप git द्वारा गुदामार्ग 
से चूस-चूस कर शरीर के बाहर निकाळ दिया गया है। यह 
भी एक चमत्कारी प्रयोग हे | 
गर्भिणीबालवृद्धानां सिराव्यधनवर्जितम्‌ ॥३०॥ 
विपातोनां यथोद्दिष्टं विधानं शास्यते मृदु । 
गर्भिणी आदि की विष चिकित्सा में विशेषना-विप से 
पीडित गर्भवती खी, वाळक या वृद्ध पुरुष में शिरावेधन 
wa fafte हे । इनमें कहे हुए उपचारों की कोमळ रूप में 
अर्थात्‌ Wea से वरते ॥ ३० ॥ 


रक्तात्रसेकाञ्जनानि नरतुल्यान्यजाविके ॥३१॥ 
त्रिगुण महिपे ae ware द्विगुण तु तत्त | 
चतुरुंणं तु नागानां, केवलं सर्वपक्षिणाम्‌ ॥३२॥ 
परिपेकान्‌ stata सुशीतानवचारयेत्‌ | 
पशुओं की विष चिकित्सा में मात्रा की विशेषता तथा पक्षियों 
की विप चिकित्सा-बकरी और भेड में रक्तावसेचन च अंजन 
age में प्रयोग के समान दे । सें तथा ऊॅट में तीन गुनी 
मात्रा में, गाय और घोडे में दो शुनी मात्रा मे, हाथियों में 
चार युनी मात्रा से प्रयुक्त कर । पक्षियों में सम्पूर्ण परिपेक 
भौर प्रदेह भतिशीतल goat से कर ॥ ३१-३२ ॥ 


मापक त्वज्ञनस्येष्टं द्विगुणं नस्यतो हितम्‌। 
पाने चहुरुणं पथ्यं बमनेऽष्टगुणं पुन: ॥३३॥ 
विष चिकित्मा में अञ्जनादि की मात्रा--अंजन में मात्रा 
पक माझ, नस्य में दुगुनी, पीने में चारगुनी तथा वमन 
में आठ शुनी मात्रा पथ्य मानी जाती है ॥ ३३ ॥ 
विम्श'--कढक, मोदक, चूर्ण की मात्रा अधिकतम एक 
पछ होती है। चमन दृष्य की श्रेष्ट मात्रा तीन पळ तथा 
फायादिकां की मात्रा चार पळ भाचार्या ने मानी हे । और 
विप में सदेव उत्तम मात्रा का प्रयोग किया जाता हे, tar 
सुद॒तकार तथा ze वार्भटकार आदि आचायों का मत 
दे, यथा-अद्दोरात्राटसन्दुष्टा या मात्रा परिजीर्यति | सा च 
दुएनिषोन्माटयडापस्मारनाशिनी ॥ गुल्मोदाव्तवीसपंसपंद्शामि 
पौटिने । उन्मरी' कृच्उममरै महती शौध्रमेव सा॥ इसी प्रकार 
तन्त्रान्तर मे भी चमन आदि के लिए भी उत्तम मात्रा का 
निर्देश प्राप्त होता है यथा-विपजुष्ट्ताये च कासश्वासदद- 
ताश्च य । तरुणा वटवन्तश्च वामयेदुत्तमेन नान ॥ उनि ॥ 
देशम्रक्ृतिसात्म्यतुंविषवेगवलावलम्‌ | 
प्रधाय निपुणं gaa तत' कर्म समाचरेत्‌ ॥३४॥ 


पिप चिक्रित्सा में देशादि विचार की आवश्यकता-ठेश, 
पति, सात्म्य, ऋतु, वेग, चळ, अचळ आदि को उत्तम 
बुद्धि से विचार कर पीछे उपचार आदि कमं करे ॥ ३४ ॥ 
विमर्श,-आचार्य ढरदण ने उपर्युक्त छोक की व्याख्या 
करते हुए लिया है कि za भूमिरातुरश्व, तत्र भूदशो5श्वत्य 
दववायपन<नानादिक, आतुरशरारे च मर्मदेश , प्रकृति 
कायिकी मानसी च, नत्र कायिकी वानादिकता, मानसी च सत्वा 
दिजा । प्रायं आगन Saar निपुण यथा ante कर्मसमाचरेत्‌॥ 
चगानुपूच्या फर्मोकमिद विपविनाशनम्‌ | 
केमावस्थाविशोयेण विषयोरुभयाः स्रु ॥३५॥ 


अध्यायः ५ ] 


सरकं चर्म सांसं वा निकषिपेच्चास्य मूर्धनि ॥४२। 
चमबक्षकपायं वा कल्कं वा कुशलो सिषक्‌। 
वाद्येच्चागदेलिप्त्वा दुन्दुभींस्तस्य पाश्वेयोः ॥88॥ 
लब्धसंज्ञं पुनश्चैनमूध्चं चाधश्च शोधयेत्‌ । 
निःशेषं feted विषं परमदुजयम्‌॥४५। 
अल्पमप्यवशिष्ट हि भूयो वेगाय कल्पते | 
कुयोद्दा सादचैवण्येञ्वरकासशिरोसजः  ॥४५॥। 
शोफशोषप्रतिश्यायतिमिरासुचिपीनसान्‌ । 
तेपु चापि यथादोषं प्रतिकमे प्रयोजयेत्‌ ee 
विषार्तोपद्रवांशख्वापि यथास्वं समुपाचरेत | 
सञ्चाहीन पडे हुये विषातुर की चिकित्सा- संज्ञा नष्ट होने 
के कारण आखे बाहर (या खुळी ) भा गई हों, भीवा लटक 
गई दो उस विप वाळे रोगी को dian प्रधमन चूर्ण से 
शिरोबिरेचन देवे । शाखा तथा ळळाट में जाने वाढी सिराओं 
पर तुरन्त ताडन करे। उनसे यदि रक्त न आवेतो झार 
को समझने चाळा वेद तुरन्त शख से दिर पर काकपद का 
चिह्न वनाये। इस प्रकार प्रण करने से उनमें से रक्त बहने 
लगता है। काकपद चण में रक्त वाळा चमे या मांस शिर 
पर रख देवे अथवा चर्म वृक्ष ( चामेर ) के कपाय या कल्क 
को वहाँ रख देवे । रोगी के पाख में दुन्दुभि (ame) को 
ata से लेप कर बजावे । चेतना आने पर इसे पुनः वमन 
विरेचनादि दे। अतिशय दुर्जेय विष को पूर्णरूपेण निकाल 
दे क्यो कि थोडा भी वचा विष फिर वेग उत्पन्न कर सकता 
है अथवा शिथिलता, विवर्णता, ज्वर, कास, शिरोरोग उत्पन्न 
करता हे । शोफ, झोप, प्रतिश्याय, तिमिर, अरुचि च पीनस 
आदि' रोगों को उत्पन्न करता है भतः इनमें भी दोषों के 
अनुसार चिकित्सा करे। विष से पीड़ित ब्यक्ति के उपद्रचों 
की भी चिकित्सा अपने अपने दोषों के अनुसार करनी चाहिए॥ 


ants बिमुच्याशु प्रच्छयित्वाऽङ्कितं तया ॥५०॥ 
दह्यात्तत्र विषं can भूयो वेगाय कल्पते | 
अरिषटा-बन्धन से दूषित शोणित चिकित्स,-अरि्टा को 
खोळ कर दंश स्थान पर पाछुकर वहाँ तुरन्त जला दे । 
क्योकि वहाँ पर जमा हुवा विष पुनः विष वेग उत्पन्न कर 
देता है ॥ ५१॥ 
एवसोषधिभिर्मन्त्रेः क्रियायोगेश्च यज्नतः ॥४१॥ 
विपे हृतशुणे देहाद्यदा दोपः प्रइप्यति | 
तदा पबनझुदूशृत्तं खेहायेः समुपाचरेव ॥५२॥ 
तैलमत्स्यकुलत्थामुवञ्येविंषद्वरायुतेः 
पित्तञ्बरहरेः पित्तं कषायस्नेहबस्तिभिः ॥शश॥ 
कफमारग्बघाद्येन aay गणेन gl 
श्लेषमन्नेरगदेश्चेच तिक्ते eae भोजने; ॥५४१ 
विष निकाले जाने के बाद कुपित दोषां की चिकित्सा- इस 
प्रकार औषधियों से, मन्त्रों से, चिकित्सा के उपचार से शरीर 
से विप के निकाल देने पर यदि दोष प्रकुपित होता है तच 
कुपित ( दूसरे स्थान पर गई हुई ) वायु की स्नेहन, वमन 
आदि से चिकित्सा कमं करे। इसमें तेल मछली, कुलथी, 


कल्पस्थानम्‌ 


8७ 
ee 
we ( खटाई ) को छोड़कर विपनाशक वस्तुओं के साथ 
स्नेहन तथा वमन कर्म करावे। पित्त को पित्तज्वर नाशक 
स्नेह, after भादि से शान्त करे। कफ के शमनार्थ आरग्व- 
घाद्गिण में ag मिलाकर, कफनाशक भगदा, wa और 
तिक्त भोज्य पदार्थों का अयोग करे ॥ ५२-५४ ॥ 


बृक्षप्रपातविषमपतितं सृतमम्भस्ति | 
we च सृतं सद्यश्विकित्सेन्नष्टसंज्ञषषत ।५४। 
नष्टसंश चिकित्सा के योग्य अन्य अवस्थाओं का निर्देश-- वृत्त 
से, प्रपात ( झरने ) से, विषम ( ऊचे-नीचे ) स्थान से गिरे 
हुए, जळ में डूबकर भरने वाले, तथा पाशबद्ध होकर 
( फाँसी छगाकर ) मरे हुए मनुष्य की चिकित्सा तुरन्त नए- 
संज्ञ की भाँति करे ॥ ५५॥ 
विमश---आधुनिक चिकित्साशाखर के अनुसार उपयुक्त 
अवस्थाओं में निश्नलिखित्त चिकित्सा ग्रणाळी अपनाई 
जाती है--( १) रोगी को तुरन्त नीचे लिटाकर शरीर पर 
के वख ढीले कर देने चाहिए तथा गीवा आदि में पडे हुए 
बन्धनों को खोळ देना चाहिए। (>) कृत्रिम श्वासक्रिया 
( Artificial re pation ) करनी चाहिये । (३) विशुद्ध 
एवं स्वच्छु वायु भथवा भमोनिया (Ammonia) की व्यवस्था 
करनी चाहिए। (४) सुख तथा शिर पर शीतळ क्रिया 
करनी चाहिए । (५) यदि रोगी का शरीर शीतल हो तो 
उष्ण उपनाह, अभ्यङ्ग अथवा sor जळ की वोतलों ( Hot 
water Bottles) द्वारा शारीर के ताप (Body temperature) 
की var करनी चाहिए । ( ३) उत्तेजना के लिए कोराभीन, 
एड़ीनेलिन, stage भादि के सूचीवेधों का प्रयोग करना 
चाहिये। (७) gag {भथवा भळद्वार द्वारा Art 
( Brandy ) का प्रयोग कराना चाहिए। (८) चच, उदर 
ad पिण्डलियों पर राई के प्लास्टर का प्रयोग भी किया जा 
सकता है। (९) यदि हृदयवृद्धि के चिह प्रकट होते हों तो 
सिराव्यध ( ४९०९३९०।००) द्वारा रक्तमोक्षण ( Blood 
letting ) कराना चाहिए । इत्यादि, इत्यादि । 
गाढं agsftear प्रच्छिते बा 
तीदणै लेपेस्तद्विधै्वीऽबरिष्टरः | 
गात्रे  छिन्नमत्यथेपूति 
जेयं मांसं तद्विषात्‌ पूति कष्टम्‌ ॥५६॥ 
सयो विद्धं निखवेत. कृष्णरक्त 
पाकं यायाइह्यते चाप्यभीच्णम्‌ । 
कृष्णीभूतं छिन्नमत्यथेपूति 
शीर्ण मांस MATS ताश्च ॥५७॥ 
तृष्णा मूच्छा भ्रान्तिदाही ज्वरश्च 
यस्य स्युस्त दिग्धबिद्धं व्यवस्येत्‌ | 
विष से मांत के गळने पर vets आ बाने की चिकित्सा- 
अरिष्टा को अत्यधिक कसकर बांधने से, पाडुने से, तीच्ण 
लेपी के प्रयोग से तथा इसी प्रकार अन्य कई कारणों सें, 
अथवा विष के अवशिष्ट रह जाने से शरीर में शोथ उत्पन्न 
हो जाने के कारण उस स्थान का मांस गळ जाता दै और 
इसमें बहुत अधिक पूतिमयता ( सडांध व दुर्गन्धि) हो 


शूने 


a5 


eer 
जाती है। यह पूतिमयता विष के कारण होती है तथा कष्ट 
साध्य होती है। विपाक्त याणों के वेधन से शरीर से तुरन्त 
काळे रङ्ग का रक्त निकलता दै, मण शीघ्र पक जाता है तथा 
इसमें रह रहकर जलन होती हे तथा उस घण में बार वार 
पाक भी होता रहता है (चत से निरन्तर sete का 
सदा get, दुर्गन्धि पूर्ण, मांस निरन्तर गिरता रहता है। 
रोगी को प्यास, मूच्छां, आन्ति, दाइ तथा ज्वर आदि कषण 
होते हैं। अत' जिस रोगी में इस प्रकार के लक्षण दृष्टिगोचर 
होते हॉ उसे विपाक्त वस्तु वाण आदि से विद्ध हुआ जाने ॥ 
पूर्वोददिष्टे लक्षणं wate i 
उजुष्ठं यस्यालं विषेण son: स्यु' ॥५८॥ 
लतादष्टा दिग्धविद्धा बिषेवी 
जुष्टाः प्रायस्ते sor: पूतिमांसाः | 
तेपां युक्त्या पूततिमांसान्यपोह्य री 
वार्योकोभिः शोणितं 'चापह्ृत्य ॥५६॥ 
ser दोपान क्षिप्रमृध्य त्वघञ्च 
Sb क्षीरिणां त्वकषाये: | 
eras दापयेघ प्रदेहान्‌ 
शीतेद्रेव्येराज्ययुक्तेिषने: 
भिन्ने खस्थ्ना दुषटजातेन कारेः 
पूर्वा मार्ग: पैत्तिके यो विषे च | , 


जिस मनुष्य में शब्रु हारा अवचारित विष के कारण 
उक्त घण आदि विशेष रूप से होते हैं उनमें उपयुक्त 
सभी लक्षण मिलते हें । क्योंकि जो त्रण मकडी के कारने से, 
विपेरे चाण आदि दाख से या विष से होते हैं घे ही प्राथ" 
सड़े मांस वाले Has) grate युक्तिपूवक सडे हुए 
सांस को निकार कर फिर उसमें से जलीका लगाकर दूपित 
रक्त को निकाले! चमन, विरेचन आदि से det को तुरन्त 
निकालकर वट (बरगद » आदि घीरि वर्षां की are 
(त्वचा ) के काढे से सेचन करे। पित्तजन्य विसपोक्त शीत 
वीयं एवं शीत स्पर्शं वाले द्रव्यो की तथा विपनाशक दव्या 
को घी में मिलाकर इनसे वख को सिंगो कर (पिचु चनाकर) 
तथा छपेट कर घण के अन्दर रखे तथा इनसे ( उपर्युक्त 
पित्त विसर्पोक्त द्रव्यो के फाथादिक से ) चने प्रदेह लगावे । 
अस्थिविप के कारण उत्पन्न घण में भी पूर्वोक्त चिकित्सा करे, 
पत्तिकविष की भी सी प्रकार चिकिर्सा करे ॥ ५८--६०॥ ' 


त्रिवृद्विशल्ये मधुकं हरिद्रे 
, रक्ता नरेन्द्रो लबणश्च वर्ग: ॥६१॥ 
कटुत्रिकं चेय सुचृणितानि 
2% निदध्यान्मधुसंयुतानि | 
पपोऽगडो हन्ति fad प्रयुक्तः 
पानाज्ञनाभ्यज्ञननस्ययोगेः 
विपवेगहन्ता 
महागदो नाम मदाम्रभावः | 
सभी रिपो में महागद--प्रियुत्‌ ( निशोथ ), 
मधुयष्टी Carnet), इरिटा। दारदरुदी, मजिष्टा (मजीठ ) 


॥६५ । 


है ॥६२॥ 
अवायबीर्यों 


सुश्रतसंहिता 


° 


इन सवका चारीक, चूण बनाकर मधु में मिळाकर seg fafa 
(सींग से चने) पात्र में रखे! ag अयद पीने के ,हेतु 
अभ्यंग, अञ्जन भौर नस्य में प्रयुक्त होने पर विप को नष्ट 
करता हे । इसकी शक्ति अपराजित होती है तथा विप के 
वेगो को नए करने में यह अगद अद्वितीय है, महान्‌ प्रभाव 
शाली इस अगद का नाम महागद ॥ ६१-१२ ॥ 

' Req पाठात्रिफला जसोदा 


1 ‘ ‘ 
__ हिक्षगूनि वक्त, त्रिकटूनि चेव ॥६१॥ 
aaa वर्गो लबणः सुसूद्मः 
| ` सचित्रकः क्षौद्रयुतो निघेयः | 
we गवां weadta चेव 
प्रच्छादितः पक्षमुपेक्षितश्च ॥६४॥ 
एषोऽगदः स्थावरजङ्गमानां 
, जेताविपाणामजितोहि नाम्ना 
अजित अगद~ feex, पाठा, त्रिफळा, अजमोदा 
( भजवायन ), हींग, तगर, Brag ( diz, मरिच, पीपल), 
समी ' नमक तथा चित्रक इन सव द्रव्यो को कूट पीसकर 
सूचम चूणे बना रे। इस चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर 
गाय के सींग सें रखकर सींग के ढक्कन से ही ढक ( वन्द) 
कर रख दे। फिर पन्द्रह दिनों के बाद यह अजित नामक 


अगद 'स्थावर तथा जगम Rat का नाश करने वाला हो 
जाता हे ॥ ६३-६५ ॥ 
प्रपौण्डरीकं सुरदारु सुस्ता i 
' कालालुसायों कटुरोहिणी च ॥६४॥ 
स्थौणेयकध्यामकगुग्गुळूनि 
1 पुझागतालीशसुबचिकाश्च । 
a 
1 छुटन्नटलासितसिन्धुबाराः 
शेलेयकुष्ठे तगरं 
‘Qa जलं काञ्चनगेरिकं च 
' समागधं चन्दनसेन्धव॑ च। 
'सूद्माणि घूर्णानि समानि कृत्वा 
we निदध्यान्मधुसंयुतानि ॥६५॥ 
पपोऽगद्स्ताच्य sf प्रदिष्टो 
'' fag विहन्यादपि तक्षकस्य। 
ताक्ष्ये अगर --प्रपोण्डरीक, देवदार, सुस्तक (मोथा ), 
काळाचुसारी, कुटकी, स्थौणेयक, कत्तृण, गुग्गुळ, नागकेशर, 
इळाय'ची, शेत निगुण्डी, ताळीसपन्र, सुवब्धिका ( gauge ), 
श्योनाक, शिळारस, कुछ, तगर, म्रिययु, लोभ, चाछक, स्वर्ण 
गेरिक, पिप्पली, चन्दन और Gear नमक, इनका यारीक 
चूर्ण बनाकर मधु में मिलाकर सींग में रख दें। यह अगद 
तक्षक सर्प के विष को भी चण मात्र में नष्ट कर देता हे एस 
प्रभावशाली अगदु का नाम ताद्य अगद हे ॥ ६६-६८ ॥ 
मांसीहरेरुत्रिफलामुरङ्गी- 
रफालतायष्टिकपद्कानि 


प्रियहठु: ॥षष॥ 


Ngai! 


अध्यायः ५ ] 


sonore ere NNN 


विडङ्गतालीशसुगन्धिकैला- 

त्वकूकु्ठपत्राणि सचन्दनानि | 
भार्गी पटोलं किणिही सपाठा 

सुगादनी कर्कटिका पुरश्च ॥६६ 
पालिन्यशोकी ऋसुक सुरस्याः 

प्रसूनसारुप्करज च पुष्पम्‌ | 
सूदमाणि चूणीनि समानि az 

न्यसेत्‌ सपित्तानि समाक्षिकाणि॥७०॥ 
वराहगोधारिखिशङ्ञकीनां 

माजोरजं पार्पतनाङुले च। 
यस्यागदोऽयं सुकृतो गृहे स्या 

AA नाम नरपंभस्य ॥७श॥ 
न तत्र सर्पाः कुत एच कीटा- 

स्त्यजन्ति बीयोणि विपाणि चेव | 
एतेन Fa: पटहाश्च दिग्धा 

नानद्यमाना विपमाशु हन्युः ॥७२॥ 
दिग्धाः पताकाश्च dea सद्यो 

विपाभिभूता ह्यविपा भवन्ति | 


ऋषभ अगद--जटामांसी, हरेणु, त्रिफला, शोभाञ्जन, 
aes, छता (प्रियंगु), मडयष्टी ( सुल्हठी ), wna, 
fier, तालीसपत्र, सपंगन्धा, इलायची, दालचीनी, कुष्ठ 
( कूठ ), तेजपत्र, चन्दन, भारङ्गी, wae, चिरचिटा, पाठा, 
इन्द्रायण, ककटश्छङ्गी, गुग्णुळ, निशोथ, अशोक, कसुक 
( सुपारी ), तुळसीपुप्प, आदि द्रव्यो का सूचम चूर्ण बनाकर 
पित्त एवं मधु से मिश्रित कर सींग के वतन में रख दे | शूकर, 
योधा ( गोह ), मोर, want (az), fast, चित्तलहरिण, 
तथा jae का ही पित्त ग्रहण करना चाहिये। जिस भाग्य- 
शाली नृपति के महल में यह ऋपभ नामक अगद रहता है 
वहाँ पर न तो सपं ओर न कीट ही वीर्य अथवा विय 
का त्यागकरते। इस अगद से लिप्त भेरी तथा ame 
amg जाने पर, उनकी ध्वनि विष को शीघ्र नष्ट कर देती 
है । इस अगद से लिप्त पताकाओं को देखकर विष से पीडित 
मनुष्य तुरन्त नीरोग हो जाते हैं अर्थात्‌ वे विप-्रभाव से 
शीघ्र मुक्ति पा जाते है ॥ ६८-७३ ॥ 


लाक्षा हरेणुनलदं प्रियदुः 

Reed यष्टिकप्ृथ्विकाञ्च ॥५३॥ 
चूर्णीकृतोऽयं रजनीषिभिश्रो 

सपिमंधुभ्यां सहितो निषेयः। 
ag गवां पूर्वचदापिधान- 

स्ततः प्रयोञ्योऽञ्जननस्यपाचेः ॥७४॥ 
संजीवनो नाम गतासुकल्पा- 

नेषोऽगदो जीवयतीह मत्योन्‌ | 


संजीवन अगद--लाष्ञा, eta, जटामासी, प्रियंगु, मीठा, 
सहजन, कडु सहजन, मधुयष्टी, बडी इलायची, हल्दी आदि 
gett को चूर्ण यनाकर घी तथा मधु में मिलाकर गाय के 


७ सु० Ho 


कल्पस्थानम्‌ 


४९. 


सींग के ही sea से वन्द करके रख दे । पन्द्रह दिनों के बाद 
इस अगद का अञ्जन, नस्य तथा पीने के fea प्रयोग करना 
चाहिये । इस युक्ति से सेवन किया गया यह संजीवन नाम 
का ATE BA तुल्य मनुष्यों को भी जीवनदान देता है ॥ 


श्लेष्मातकीकट॒फलमातुलुड्ठ-यः 
सेता रिरिह्वा किणिही सिता च ॥७५॥ 
सतण्डुलीयोऽगद्‌ एष मुख्यो 
विषेषु दुर्वीकरराजिलानाम्‌ | 
दर्वीकर और राजिळ के विष में अगद्‌-लसोडा, कट्फल, 
विजौरा नीचू ,श्रेत अपराजिता, चिरचिटा ( किणही ), शर्करा 
(अथवा सिता या श्वेत बचा भी) को चौळाई सें मिला 
कर बनाया गया यह अगद दर्वीकर भौर राजिमान्‌ सपो के 
विपों में मुख्य हे ॥ ७६ ॥ 


द्राक्षा सुगन्धा नगवृत्तिका च 
श्वेता समङ्गा समभागयुक्ता ॥७६॥ ` 
देयो द्विभागः सुरसाच्छदस्य 
कपित्थबिल्वादपि दाडिमाच | 
तथाऽधंभागः सितसिन्धुवारा- 
दङ्कोठमूलाइपि गेरिकाच 1००) 
एषोऽगद्‌ः क्षौद्रयुतो निहन्ति 
विशेषतो मण्डलिनां विषाणि। 
मण्डली विष में अगद--द्राइा, सपंगन्धा, नगवृत्तिका, 
श्वेत कोयळ, ayer ये प्रत्येक समान भाग, तुलसीपत्र, 
कपित्थ ( केथ ), बिल्व (ae), अनार के पन्न ये प्रत्येक 
दो दो भाग, श्वेत Faget, अङ्गोठमूल और गैरिक आदि को 
आधा आधा भाग मात्रा में मिछावे। इसमें मधु मिलाकर 
बनाया गया अगद मण्डळी सांपों के चिप को विशेष रूप से 
नष्ट करता हे ॥ ७७ ॥ 


बंशत्वगाद्रोऽऽमलकं कपित्थं 

कटुत्रिकं हैमवती weer ॥७०॥ 
करञ्जबीजं तगरं शिरीष 

पुष्पं च गोपित्तयुतं निहन्ति । 
ब्रिषाणि दतोन्दुरपन्नगानां 

केट च लेपाञ्जननस्यपानेः ॥७६। 
पुरीषमूत्रानिलगर्भेसङ्गा- 


fafa वर्त्यज्ञननाभिलेपैः | 
काचार्सकोथान्‌ पटलांश्च घोराच्‌ र 

पुष्पं च हन्त्यञ्जननस्ययोगेः 11८०) 
waft विष में वशत्वगादि अगद- गीरे aia की छाल, 
alas, aa, त्रिकटु (als, afta, dive) वच, कूठ; 
करञ्ज के वीज, तगर, शिरीप के फूळ भादि geat को गाय 
के पित्त में मिळाये । इसका लेप, अंजन भौर नस्य करने 
पर सकडी, चूहे, साँप तथा अन्य कीरों का विप चष्ठ हो 
जाता है | वत्ति, अंजन तथा नामिकेपन से यह जगद मल, 
सूत्र, वायु तथा गर्भ के अवरोध को नष्ट करता 21 जाँखों 
के काच ( मोतिया विन्द॒), अमं, अक्षिकोध तथा पटर 


श्र सश्रुतसंहिता 
NS PTI I OE ROO SDV 


प्माक्ष, दाडिमी, चमेळीपुप्प, हल्दी, दारुहरिद्रा, सारिवा, 
कष्णसारिवा, दाळपर्णी, एक्षिपर्णी, ‘frag, तगर, कुष्ठ 
( कूठ), चढी करेरी, छोटी करेरी, पएळवालुक, चन्दन, 
eqn इनसे सिद्ध किया गया कल्याणक नाम का छुत 
विपनाशक, ग्रहनिवारक एव अपस्मार-नाशक हे । पाण्डुरोग 
गर विप, श्वासरोग, सन्दासि, उवर, कास आदि का नाशक 
हे । शोष रोगी, अल्पवीर्यवाले मनुष्यों तथा चन्ध्याओं के 
लिए भी बडा उपयोगी एव उत्तम हे ॥ ८-११ ॥ 


अपामार्गस्य बीजानि शिरीपस्य च मापकान्‌ | 
खेते डे काकमाचीं च गबां मूत्रेण पेषयेत्‌ ॥१२॥ 
सपिरेतेस्ठु संसिद्धं विपसंशमन परम्‌ 
अमृतं नाम बिख्यातमपि संजीवयेन्मृतम्‌ ॥१३॥ 
सर्वविध में अमृत सर्पि-अपामार्ग के बीज, शिरीप के 
चीन, शेत तथा नीली अपराजिता ( कोयळ ), मकोय इनको 
गोमूत्र में पीसे और इनसे सिद्ध किया घृत विपनाशक 
के रूप में सर्वश्रेष्ठ दे। इस छत का नाम अस्त घृत हे 
तथा यह घृत सुत मनुष्य को भी जीवित कर देने की अपूर्व 
क्मता रखता है ॥ १२-१४ ॥ 
चन्दनागुरुणी कुएं तगरं तिलपर्णिकम्‌ | 
प्रपौण्डरीकं नलदं सरलं देवदार च ॥१४॥ 
भद्रश्रियं यबफलां भागीं नीलीं खुगन्धिकाम्‌ | 
कालेयकं पद्मक च मधुक नागर जटाम्‌ ॥१४॥ 
पुन्नागेलेलवाळूनि गेरिकं ध्यामक बलाम्‌ । 
तोयं सर्जरस मांसीं शतपुष्पां रेणुकाम्‌ ॥१६॥ 
तालीशपत्रं श्षुद्रेलां fag agen | 
शिलापुष्पं सशेलेय पत्रं कालानुसारिवाम्‌ ॥१५॥ 
कडुत्रिकं शीतशिवं काश्मय कटुरोहिणीम्‌ | 
सोमराजीमतिविपां प्रथ्वीकामिन्द्रवारणीम्‌ ॥१८॥ 
उशीरं वरुणं मुस्तं ङुस्तुम्बुरु नखं तथा | 
श्वेते हरिद्रे स्थौणेयं लाक्षां च लवणानि च ॥१६॥। 
कुसुदोरपलपद्मानि पुष्पं चापि तथाऽर्कजम्‌ | 
चम्पकाशोकसुमनस्तिल्वकप्रसबानि च ॥२०॥ 
पाटलीशाल्मलीशैलुशिरीपाणां तथेच च॒ | 
छुछुम॑ wena सुरमीसिन्धुवारजम्‌ ॥२१॥ 
ववाश्वकर्णपा्थोनां पुष्पाणि तिनिशस्य च| 
DUS कुङ्कुमं ra सपोक्षी गन्धचाङुलीम्‌ ॥२२॥ 
एतत्‌ संभ्रत्य संभार सूच्मचूणीनि कारयेत्‌ | 
गोपित्तमधुसपिर्मियुक्त॑ शङ्गे निधापयेत्‌ ॥२३॥ 
weed विदत्ताक्चंमृत्योदष्ान्तरं गतम्‌ । 
SECT मनुष्य पुनराहरेत्‌ ॥२४॥ 
एयोउप्निकल्पं gait कुद्धस्याभिततेजसः | 
Bt नागपतेहेन्यात. प्रसमं वासुकेरपि ॥२५॥ 
मदासुगन्धिनामाऽयं पञ्ाशीत्यङ्गसंयुत्तः | 
राजाऽगदाना सर्वेपां Tat हस्ते भवेत. सदा ॥२६॥ 


ख्ाताचुलिप्रस्ठु नृपो भवेत्‌ सवंजनप्रियः | 
श्राजिष्णुतां च लभते शात्रुमध्यगतोऽपि सन्‌ ॥२७॥ 
सवंविष में महासुगन्धि नामक अगदराङ--चन्दून, अगुरु, 
कुछ, तगर, हुळहुळ, प्रपौण्डरीक, उद्चीरभेद्‌ (azz), 'चीड 
(सरल ), देवदारु, श्वेत चन्दन, यवफला, भारङ्गी, नीली, 
सर्वगन्धा, कालेग्रक ( पीत चन्दन ), ama, मधुयष्टी, 
ais, जटामांसी, नागकेशर, इलायची, एळवालुक, गेरू, 
कत्तृण, बळा, चाळक, राळ, STAT, साफ, हरेशु, तालीश- 
पत्र, छोटी इलायची, fray, केवटीमोथा, मोथा, शिळा 
( मैनसिल ), पुष्प ( कासीस पुष्प ), fren, तेजपत्र, 
काळानुसाय, त्रिकटु, कपूर ( शीतशिव ), गम्भारी, कुटकी, 
बावची, अतीस, मोटा जीरा, इन्टरायण, aa, वरुण, 
ges, धान्यक ( धनिर्या), नख, श्रेत और नीली 
अपराजिता, रदी, दारुइल्टी, स्थोणेय, छाक्षा ( लाख ), 
पाँचोनमक, कुमुद, उत्पल, नीलकमछ, sage, चम्पक 
तथा अशोकपुप्प, तिश्‍्वकपुप्प, पाटली, द्राइमळी ( सेमर ), 
लोढ़ा, शिरीप आदि के भी पुप्प, केवडा, सुरभी (राखा 
अथवा waa) तथा निर्गुण्डी के फल, धव, अश्वकर्ण, 
अजुन तथा तिनिश के पत्र, गुग्गुळ, केदार, Fee, सर्पाची, 
गन्धनाकुळी, इन सव को पुकत्रित कर तथा कूर पीस 
कर सूचम चूर्ण चनावे। इस चूर्ण को गाय के पित्त, मधु 
तथा घृत मे मिश्रित कर गाय के सींग में रस देवे । कन्धे 
गिर जाने पर ( स्कन्धभझ्च होने पर), नेत्रां के खुले रद्द 
जाने पर तथा सरृव्यु के पाश मे जकडे हुए age को भी 
यह अगद जीवनदान देकर इस लोक में पुन, लोटा लाता 
है। यह ane अभि के समान अप्रतिहत झक्तिवाला, क्रोध 
के समान महान्‌ तेजस्वी, सपा के राजा वासुकि के विष को 
भी नष्ट करने की शक्ति रखता हैं। इस अगद का नाम 
महासुगन्धि ang है । इसमे सव मिलाकर पच्चासी औषधियाँ 
डाळी जाती हृ । यह सव जगदों का राजादे। अतः इस 
महान्‌ अगद को राजा को सदेव अपने हाथ में ही धारण 
किए रहना चाहिए। खानोपरान्त इसका लेप करने से 
ae नृपति समी प्रज्ञा तथा परिजनों का प्रिय रहता हे तथा 
शब्तुजों के बीच घिरा रहने पर भी तेजस्वी रहता हे ॥१४-२७॥ 
उष्णबञ्यौ विधिः कार्यो विधातोना विजानता | 
युक्त्वा कीटविषं तद्धि शीतेनाभिप्रवर्धते ॥०८॥ 
विपातुरों को स्वेदन का निपेध--विप से पीडित व्यक्तियों 
में उष्ण को छोडकर सभी उपक्रमो का! प्रयोग करना 
चाहिए | कीट विप की अवस्था में उष्ण उपचार भी करे 
क्योकि शीत के कारण कीट विप का प्रभाव भी चढता 
जाता है ॥ २८ ॥ 
अन्नपानविघाबुक्तसुपधायं शुभाशुभम्‌ | 
gu देयं विपार्तेभ्यो विसुद्धेभ्यश्च TIRE 
फाणितं शिमुसीबीरमजीणोध्यशनं तथा | 
wae समासेन नवधान्यादिकं गणम्‌ ॥३०। 
दिवास्वप्नं व्यवायं च व्यायाम क्रोधमातपम्‌ | 
सुरातिलकुलत्थांश्च asa विषातुरः ॥३१॥ 
fort के लिए पथ्धापथ्य--अन्नपान-विधि मे कहा 


श्रध्यायः ६ | 


कल्पस्थानम्‌ 


५३ 


NNN AL AAA ANI ANN ४५७५ RELL NNN ANN 


हुआ हितःअहित विचार करके विपजुष्ट प्राणी को हितकारी 
अन्न दे तथा त्रिरोधी हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग का 
त्याग atl राव (afta), सहजन, कांजी, अजीणं, 
भध्यदान एवं सत्तेप में नवधान्यादि गण से विपज्ञुष्ट प्राणी 
की रक्षा करे दिन में सोना, मेथुन, व्यायाम, क्रोध, धूर 
सेवन, सुरापान, तिळ, कुछत्थ आदि को भी विप से पीडित 

व्यक्ति त्याग देवे ॥ २९-३१ ॥ 
विमर्श---विपों के उपशमनाथ वेदों और पुराणों में भी 
कई थोग प्राप्त होते दे यथा--गरुडपुराण ( ११९१ ) में एक 
ऐसे लेप का विधान है जिले वाद्य यन्त्र तथा ध्वजा पर लगा 
देने से उनके श्रवण एवं दर्शन मात्र से विष नए हो जाता 
है, यथा-~'दरेणुमासोमझिएा रजनीमधुकामधु । अक्षत्वक्‌ सरसा 
लाक्षा इवपित्तं पूर्ववद्भुवि॥ वादिश्राणि पताकाश्च पिटटैरेते. 
प्रकेपिता*। aa, पृष्ठा, समाघ्राय सथो भवति निर्विषः॥ इसी 
प्रकार गरुड पुराण के ( १1२१२ १३, १६) में एक पेसे धूप 
का वर्णन हे जो सभी तरह के विपों का अपहरण करता है। 
ऋग्वेद में ( १०९७०७) सें यचमा के विप को नष्ट करने के 
लिये अश्वावती, सोमवती, अजयन्त तथा उदोजस नामक 
चार औषधियों का वर्णन मिळता है, यथा--परदवावती सोमवती 
अर्जयन्ती उदोजसम्‌ । आविति सर्वा ओषधीरस्या अरिष्टतातये ॥ 
अथर्ववेद के पांचवें काण्ड के तेरहवें सूक्त में विप के स्तम्भन, 
निस्सरण, के लिए समन्यक योग लिखे हैं, इसी प्रकार अथर्व 
चेद के दसवें काण्ड के चौथे सूक्त में 'पेद्ठ' नामक staf 
को बहुत शक्तिशाली साना गया हे, इस पेद्द का उपयोग भी 
कई प्रकार से वर्णित किया गया हे। (१ ) उसके चूर्ण के 
अभिमन्त्रित कर दाहिने age से रोगी के दाहिने नथुने 
(Right nostnl) सें डाला जाताहे। (२) सांप वाले 
स्थान में इसे अभिमन्त्रित कर डाळ देने से सांप भाग जाते 
डे be के प्रभाव को वर्णित करते हुए वेदं ने स्वय कहा दे- 
tat इन्ति कसनील पेंदस्वित्रमुतासितम्‌ । पैद्वो रधर्व्याः शिर' 
सविभेद gar ॥ पेद af प्रथमो नुत्वा तमहुमेमसि। भद्दीन्‌ 
aqqeqane अयो मेनस्यावयमेमसि॥ इट पैदा अजायेते दमस्य 
परायणम्‌ ॥ पद्स्य मन्मदे वय स्थिरस्य स्थिर धाम्नः। इमे पश्चा 

पृदाकव- टीध्यत अभ्यते ॥ इति । 
प्रसन्नदोपं प्रशृतिस्थधातुमन्नामिकाई सममूत्रजिहम्‌ | 
प्रसन्नवर्णेस्द्रियचित्तचेष्टंबेद्यो$्वगच्छेदविपं मनुष्यम्‌ ३९ 
इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने ठुन्डुभिस्वनीयकल्पो 

नाम प्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
OID 


विपमुक्त के लक्षण-स्वभाव में स्थित वातादि दोप होने 
पर, रसादि धातु और मळ अपने स्वभाव सें आने पर, अन्न, 
रुचि होने पर, मन के साथ उचित रूप में रस को अहण 
करने वाळी जिह्वा के होने पर, वर्ण, इन्द्रिय और चेश से 
प्रसन्न ( स्वाभाविक ) हो जाने पर चिकित्सक मनुष्य ( विष 
जुष्ट रोगी ) को विपरहित समझे ॥ देर ॥ 

विमर्शः--चरकक्रार विपसेवी के पथ्यापथ्य का चर्णन 
करते हुए लिखते है कि--शाल्य* पष्टिकाश्चवेव कोरदूपा Brags 
मोजना प्रशस्यन्ते लवणार्थे च सैन्धवम्‌ । तण्डुलीयकजीवन्ती 


वार्ताकुसुनिषण्णका 1 चुच्नर्मण्डकपर्णी च शाकच कुलक दितम्‌ ॥ 
धात्री दाठिममस्लार्थ यूपा सहदरेणुमि. । रसाश्चेणाश्च शिखिना 
लावतैत्तिरपार्पता. ॥ विपषध्रोपधसयुक्ता रसा gar सस्कृता. | 
अविदाहीनि चान्नानि विपार्तानाम्‌ मिवग्जितम्‌ ॥ विरद्धाध्यक्षन- 
क्रोषश्चुद्भयायासमेथुनम्‌ । वर्जयेद्विपमुक्ती5पि दिवास्वप्न Berea. ॥ 
( च० चि० अ० २३२२३-२२७) माधवकार महोदय ने 
माधवनिदान में विपमुक्त अथवा विपरहित पुरुप के लक्षण 
बताते हुए कहा हे कि--प्रशान्वदोष प्रकतिस्थधातुमन्नाभिकाम 
सममूत्रविटकम्‌। प्रस्तज्नमर्णेन्दियचितचेष्ट वेधोऽवगच्छेदविष मनुष्यम्‌॥ 
( माधवनिदान विपरोगनिदानम्‌ ६५ ) ॥ 


इत्ति सुश्रुतसहितायां serena दुन्दुभिस्वनीयकल्पो 
नाम पष्ठोऽयायः ॥ ६॥ 


"००८७०० 
सप्तमोऽध्यायः 
अथातो मूपिककल्पं व्याख्यास्यामः '॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


मूषिक कल्प का उपक्रम--अब इसके भागे मूषिक कल्प का 
व्याख्यान करेगे, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ 
पूर्व झुक्रविषा उक्ता मूपिका ये समासतः | 
नामलक्षणभंषय्येर्ादशा निबोध मे ॥३॥ 
लालनः पुत्रकः कृष्णो हसिरश्चिकि(क्कि) रस्तथा | 
छुच्छुन्दरोऽलसश्चैव कपायदशनोऽपि च ॥ ४॥ 
कुलिङ्गश्चाजितश्चै चपलः कपिलस्तथा । 
कोकिलोऽरुणसंन्ञश्च महाकृष्णस्तथोन्दुरः ॥ ५॥ 
श्वेतेन महता सार्ध कपिलेनाखुना तथा। 
मूपिकश्च कपोतामस्तथेवाष्टादश स्मृताः ॥ ६॥ 
ge पतति यत्रैषां शुक्र .पर्टेः स्प्रशन्ति वा | 
नखदन्तादिभिस्तस्मिन्‌ गात्रे रक्तं प्रदुष्यति ॥७॥ 
ज्ञायन्ते प्रम्थयः शोफाः कर्णिका मण्डलानि च | 
पिडकोपचयश्चोधरो विसर्पाः किटिभानि च॥ ८॥ 
पर्वेभेदो रुजस्तीव्रा मूच्छोऽङ्गसद्न ब्यरः। 
दौर्यल्यमरुचिः शासो वमधुर्लोमहर्पणम्‌ ॥ ६॥ 
दष्टरूपं समासोक्तमेतव्यासमतः अणु | 
अद्वारद्द प्रकार के मूपकों के नाम- शुक्र विपवाले भूपकादि 
जो पहले ade में कहे गये हैं, वे संख्या में अठारह हैं । उनके 
नाम, लक्षण और औषध का विवरण gaa सुनो । लालन, 
पुन्रक, कृष्ण, हंसिर, fale, छछुन्द्र, अळल, कपाय, दशन, 
कुलिङ्ग) अजित, चपळ, afte, कोकिळ, अरुण, महाकृप्ण, 
उन्दुर, महाश्वेत, कपिछ और कपोताभ ये जठारह चूहे है ॥ 
मूपकदष्ट के सामान्य लक्षण--इन चूहों का शुक्र जहाँ पर 
गिर जाता है, तथा QRH वस्तु का जहाँ स्पर्ष होता है 
उससे तथा इनके नख, दन्त आदि से उस अङ्ग का रक्त 
दूपित हो जाता है। इनके कारने से, ais, शोथ, कर्णिका 
(उभार), मण्डल, पिढिकाएँ (get), उत्पन्न होना तथा 
on विसर्प, किटिभ, wate, dia वेदना, मूर्च्छा, agt की 
दिथिळता, उवर, दुर्बलता, भरुचि, श्वास, वमन, छोमहपं, 


48 


सुश्रुतसंहिता 


ROS OO POOPY OL OTCT CITA 
IIIT 


e 
आदि लक्षण ( सच्षेप में ) जानो। अतः अव विस्तारपूर्वक 
इन सबके लक्षण आदि सुनो ॥ ७-९ ॥ 


विमशः--प्राचीन आचायो ने मूपक को शुक्र विष वाळा 
माना हे क्योकि जङ्गम faat a सम्बन्ध में लिखा है कि 
जङ्गम fae प्राणियों में प्रायः इछि, निःश्वास, दात, नख, 
मूत्र, पुरीप, लाखा, शुक्र, आतव, मुखसदंश आदि भागों में 
frat का अधिष्ठान होता हे और वहीं पर आचार्यो ने भी 
वर्णन किया 'मुपका. शुक्रविपाः।' मनुष्य के जिस अन्न पर 
चूहों का शुक्र गिर जाता हे अथवा चूद्दे के शुक्र से स्पशप्राप्त 
नख, दन्त आदि के कारण किसी ag पर खरोंच आदि हो 
जाती है एव उसके शुक्रकीटों का रक्त से सम्पक हो जाता 
है उस अंग में चूहे के विप का प्रभाव होने लगता है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार चूहे का शुक्र 
रक्त में प्रवि होकर विप के छक्षणों को उत्पन्न करता है। 
ga fia का प्रभाव मन्दु स्वरूप का होने के कारण दूपीविष 
के समान होता है। सुश्रुतस॒द्विता के ख्यातनामा टीकाकार 
डरहणाचार्य ने अपनी टीका में कई आचायों के मतों का 
सग्रह भी किया है, उन उक्तियों के आधार पर भी हम यह 
नही कह सकते कि केवळ चूहे के शुक्र में ही विप होता है । 
यथा आळम्वायन महोदय का मत है कि--शुक्रेणाब पुरीपेण 
मृत्रेणापि नस्तथा । दष्ट्रामिर्वा क्षिपन्तीद मूधिका' पञ्चधा विषम्‌ ॥ 
वूहे पांच प्रकार से अपने feat को मलुष्य-शरीर में प्रविष्ट 
करते है, शुक्र, मूत्र, gia, नस एवं दन्त के हारा । इस 
कथन के आधार पर तो उपयुक्त पांचों aq भी विप के 
अधिष्ठान माने जा सकते हे । इसका समाधान इस प्रकार 
क्रिया जाता ह कि उनका शुक्र यदि मनुप्य-शरीर पर गिर 
जाय एव फिर वहा पर उनके दांत या नस आदि छग जावें 
तो उसके शुक्र का सम्पक CHS साथ हो जाता है और विप 
का प्रभाव होने लगता हे । आज का पाश्चात्य विज्ञान चूहों 
को दृष्टा विप वाळा मानता है, इनके काटने पर विप का 
सम्पक रक्त में होकर दो प्रकार के स्थानिक एवं सार्वदेहिक 
BIT उत्पन्न करता हे । कई चार तो ऐसा भी देखा जाता है 
किसी व्यक्ति के पेरों के तळुवे अथवा एडी का मांस चूहे खा 
गये किन्तु उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। सम्भवतः 
इसके दो ही कारण हो सते हे यातो (१) निर्दिप चूहों 
द्वारा काटा गया हो अथवा (२) रक्त के साथ उनके विप 
का सम्पर्क ही न हुआ हो । अस्तु आधुनिक ग्रन्थों के आधार 
पर इस चिप का कारण स्पाइरोकीरा मार्सस भ्यूरिस नाम का 
इन्तछाशु माना जाता हे । इन जीवाणुओं से चूहे तथा भपक 
उपसृष्ट होते ट और इन्हीं उपसष्ट चूहों के दृश के कारण 
यह मृपक्दश ज्वर (Ratbite fever) या विष प्रभाव मनुष्यों 
म होता दे चूहे के काटने से मनुष्य में रोग का सक्रमण 
किस प्रकार होता हे, उसके विपय में कतिपय वैज्ञानिकों 
की धारणा दै कि काटने समय चूदे के सुय से कुछ जाळा 
(५01५4 ) दशमस्थान में गिरता दे जिसके जीवाणु मनुष्य 
शरीर से पचने नवा यिप प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मपक 
डा aaa मेप्रविष्ट हुआ विष या जीवाणु लस 
बादिनियो द्वारा एसम्रन्थियों से तत्पश्चात्‌ रक्तं से 


प्रविष्ट etre रोग के von उपपन्न करता है। आचार्य 


aya ने चूहों के छाछन, पुत्रक आदि अठारह भेदों 
का उल्लेख किया हे, छुछूदर भी इन्हीं में गिना गया 
है। परन्तु इन जातियों में किसी को सविप अथवा निविप 
करके भेद नहीं किया हे, अतः इनके मतानुसार चूहों की 
सभी जातियाँ विषेली होती है निर्विष कोई भी नहीं। 
चूहों के दाँत aga तीचण होते हे अतः उनके दश से 
विपसंचार अवश्यग्भावी मानकर ही आचायों ने उक्त 
मत प्रतिपादित किया हे जो युक्तियुक्त भी हे कि चूहे के 
शुक्र में ही विप होता है, जब यह शुक्र मनुष्य के किसी 
अग पर गिर जाता हे और अकस्मात्‌ चूहा वहाँ पुनः नख 
मार दे या दाँत से काट ही ले तो उस शुक्र का रक्त के 
साथ सम्पक होता है और मनुष्य पर विष का प्रभाव होने 
लगता हे । यही नहीं आचार्य gaa ने विस्तारपूर्वक एथक 
प्रथक्‌ जाति के चूहों की जातियों के दश से होने वाले लक्षणों 
की भी विवेचना की है। आचार्य डरहण ने तो एक स्थान 
पर पुनः कहा है कि गर्मिण्या मूषिकया दष्टे अम्लादिदोहद+- 
ऋतुमत्या दे रक्तमेहन आध्मान रतिशीलता च ॥? इत्यादि॥ 
गर्भवती चुहिया के daa से अम्लादि द्या के सेवन की 
इच्छा एवं ऋतुमती या रजस्वळा चुहिया के दंश से मूत्र में 
रक्त जाना, आध्मान तथा मैथुन की इच्छा होना आदि 
लक्षण होते हैं । अस्तु । 
लालाखावो लालनेन हिक्का afar जायते ॥१०॥ 
तण्डुलीयककल्कं तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ | 
छानन दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-अब दंश से होने 
वाळे लक्षणा को विस्तार से सुनो। छाळन चूहे के कारण 
छाळाखाव, हिचकी, चमन होता हे | इसमें चौळाई के करक 
को मधु मिळाकर चारे ॥ १० ॥ 
ुत्रकणाङ्गसादश्च॒पाण्डुवर्णश्च जायते ॥११॥ 
चीयते अन्थिभिश्चाज्ञुमाखुशाबकसन्निभः । 
शिरीपेङ्टुदकल्कं तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ ॥१२॥ 
पुत्रक दष्ट के लक्षण और भिकित्सा- पुत्रक चूहे के दृश से 
अङ्गां में शिथिलता, पीलापन, चूहे के वच्चे के समान met 
से शरीर भर जाता हे । इसमें शिरीप तथा इड्डुदी ( हिंगोट ) 
का कल्क मधु के साथ सेवन करवाये ॥ ११-१२ ॥ 
कृष्णेन दशे Masala: प्रायश्च दुर्दिने | 
शिरीषफलकुष्ठं तु पिवेत्‌ किझुकभस्मना ॥१३॥ 
ange के लक्षण और चिकित्सा-कुप्ण चूहे के कारने से 
शोफ तथा दुर्दिन ( सेघाच्छुन् दिन ) में रक्त का वमन होता 
है। इसमें श्षिरीप फळ, कुष्ठ को पळाशपुण्प-भस्म में मिला 
कर पानी में घोळ कर सेवन कराये ॥ १३॥ 
हसिरेणान्नविद्वेपो जुम्भा रोम्णां च हर्षणम्‌ | 
पिवेदारग्वघादि तु सुवान्तस्तत्र मानवः ॥१४॥ 
इसिर दष्ट के ean और चिकित्सा- हंलिर चूहे के दंशा से 
अन्न में विद्वेष, जुम्मा ( जग्हाई आना ) तथा रोमाञ्च होता 
हे। इसमे वमन ( यथोचित रूप में करा कर आरग्वधादि 
गण के फाथ का सेवन कराए ॥ १४॥ 
चिकि(छ्िरेण शिरोडु:खंशोफो हिका वमिस्तथा। 
जालिनीमदनाङ्रोटकपायैबीमयेत्त तम्‌ ॥१५॥ 


अध्यायः ६] 


कल्पस्थानम्‌ 


XY 


a 


यवनालपंभीक्षारं बृहस्योश्वात्र दापयेत्‌ | 
चिक्विर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--चिक्किर मूपक के 
दंश से शिर में चेदना, शोफ, हिक्का तथा वमन होता है। 
इसमें कदुतुम्मी ( कडवी तुरई ), मेनफळ, अंकोठ, इनके 
कपाय से चमन करावे तथा इसमें जो के झार ( यवक्तार ), 
केवांच तथा बडी करेरी का चार भी मिला दे ॥ १५॥ 
छुच्छुन्दरेण तृट्‌ छर्दिब्येरो दोबेल्यमेव च ॥१६॥ 
ओवास्तस्भः प्रछशोफो गन्धाञानं विसूचिका | 
चव्यं हरीतकी झुण्ठी fies पिप्पली मधु ॥१७॥ 
अङ्कोठबीजं च तथा पिवेदत्र विषापहम्‌ | 
छुछुन्दर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-छुछुन्दर के दंश से 
प्यास, वमन, ज्वर, दोवेल्य, आीवास्तम्भ, पीठ में सूजन, 
रान्धञ्ञान का न होना तथा विसूचिका होती हे । इसमें 
awa, Ete, ais, वायविडड्ग, पिप्पली, अंकोठ के चीज तथा 
मधु का सेवन करे । यह योग विपक्न है ॥ १६-१७ ॥ 
गरीवास्तम्भोऽलसेनोध्वंवायुद्‌शे रुजा SAT ॥१८] 
महागदं ससपिण्कं लिह्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ | 
अलसन्दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-अळलस नाम मूपक के 
दंश स्वरूप ्रीवास्तम्भ, ऊध्वचायु, दंश में वेदना तथा ज्वर 
होता है | इसमें घी तथा,सघु के लाथ _महाभनगद्‌ को चाटे ॥१८॥ 
निद्रा कपायदन्तेन हृच्छोपः काश्यमेव च ॥१६।। 
छौद्रोपेताः शिरीपस्य लिह्यात्‌ सारफलत्वचः | 
कपायटन्त-दष्ट के लक्षण और चिकिन्सा- कपायदन्त चृहे 
से नींद आना, हृदय शोष एवं कृशता होती दे । इसमें शिरीप 
के सार, फळ एवं छाल के चूर्ण को मधु के साथ चारे॥ १९॥ 
कुलिङ्गेच रुजः शोफो राज्यश्व दशमण्डले ।।२०। 
सहदे ससिन्धुवारे च लिकह्यात्तत्र समाक्षिके | 
कुलिद्द-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कुलिद्न चूहे से वेदना 
सूजन एवं दंश स्थान पर रेखाए ऐसी खिंच जाती हैं। इसमें 
सुद्रपर्णी, सापपर्णी व सिन्धुवार ( निर्गुण्डी) को भधुके 
साथ चाटे ॥ २०॥ 
अजितेनाङ्गकृष्णत्वं छर्दिमूच्छी च हृद्ग्रहः UR 
स्चुकक्षीरपिषटां पालिन्दी मजिष्ठां मधुना लिहेत्‌ | 
अजित-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा- अजित के दृश से 
अङ्गों का कृष्ण वर्ण हो जाना, वमन, Yl, हृदय का HSA 
होता है। इसमें निशोथ तथा मजीठ को थूहर के हुग्ध फे 
साथ पीस कर Ag के साथ चाटे ॥ २१ ॥ 
चपलेन भवेच्छदिमूच्छो च सह रृष्णया ॥२९॥ 
क्षौद्रेण त्रिफलां लिह्याद्गद्रकाएजटान्विताम्‌ | 
चपछ-दुंश से वमन, मूच्छ और प्यास होती है। 
इसमें त्रिफळा, देवदारु तथा जटामांसी को चाटे ॥ २२ ॥ 


कपिलेन नणे कोथो ज्वरो मन्थ्युद्गमः सतृट्‌ ॥२३॥ 
लिहान्मघुयुदां खें Bat चापि पुननेवाम | 
कपिल-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-कपिळ नाम के सपक 
से घण में सडन, ज्वर, wal का उत्पन्न होना तथा प्यास 
होती है। इसमें श्वेत अपराजिता ( कोयल) और श्वेत 
घुनर्नवा के रस को चाटे ॥ २२ ॥ 


। अन्थयः कोकिलेनोम्रा अरो दाहश्च दारुणः ॥२४॥ 

वपोभूनीलिनीक्ाथकल्कसिद्ध॑ घृतं पिवेत्‌ । 
कोकिल-दष्ट के लक्षण तथा चिकित्सा-कोकिछ से गांड, 
तीब्र ज्वर एवं भयानक दाह होता है । इसमें पुनर्नचा, 
नीलिनी के छाथ तथा कटक से सिद्ध घृत का पान करे ॥२४॥ 
अरुणेनानिलः क्रुद्धो वातजान्‌ कुरुते गदान्‌ ॥२४॥ 

महाकृष्णेन पित्तं च श्वेतेन कफ एव च। 
सहता कपिलेनास्रक कपोतेन चतुष्टयम्‌ ॥२६॥ 

क ० . कणि 
सबन्ति चेषां दंशोषु प्रन्थिमण्डलकणिका: | 


पिडकोपचयश्रोग्रः शोफश्च शृरादारणः Ns! 
दयिक्षीरघुतप्रस्थाज्यः प्रत्येकशो war! 
करज्ञारग्वधव्योपबृहत्यंशुमतीस्थिरा: ॥२८॥ 


निष्काथ्य चेषां काथस्य चतुर्थोऽशाः पुनर्भवेत्त | 
त्रिवूहोज्यमृतावक्रसपंगन्धाः समृत्तिका. ।॥२६॥ 
कपित्थदाडिमत्वक्‌ च शलद्दणपिष्टाः प्रदावयेतू | 
तत्‌ सर्वमेकतः कृत्वा शनेमरंद्रमिना पचेत्‌॥३०॥ 
पत्चानामरुणादीनां. विपमेतब्यपोहति | 
काकादनीकाकमाच्योः स्व॒रसेष्यथवा कृतम्‌ ॥३१॥। 
सिराश्च खाबयेत्‌ ग्राप्ताः कुयोत्‌संशोधनानि च | 
अरुणाठि पार्चो से दछ के लक्षण और चिकित्स।-जरुण 
नामक मूषक से कुपित वायु वातज रोगों को उत्पन्न करती 
हे! महाकृष्ण से पित्त एवं महाश्वेत के विष से कफ प्रकुपित 
होता है। महाकपिल के विष से रक्त तथा कपोत नामक 
सपक के विय से चारो दोष प्रकुवित होते हैं। इसके दंश स्थान 
में अन्थियां, चकते, तथा कर्णिकायें होती हैं । उम्र वेग वाळी 
फुन्सियो की उत्पत्ति तथा भयानक झोथ होता दै। इसके 
लिए दही, दूध और घी प्रत्येक का एक-एक प्रस्थ, कर्ष, 
अमळतास, ais, afta, पिप्पली, कण्टकारी, एश्चिपर्णी, 
शाळपर्णी का छाथ बनावे और इस छाथ से काथ का चतुर्थांदा 
निशोथ, गावजवाँ, गुइ्ची, तगर, सरपगन्धा, काली ahr 
( मिट्टी ), कपित्थ (Sa) की gre तथा भनार की छाळ 
को बारीक पीसकर सिळाये। फिर इन सबको ae अभि से 
पाक करे। यह योग अरुण भादि पांचों चूहों के विष 
को नष्ट करता है। अथवा काकादनी ( सफेद get) तथा 
मकोय के स्वरस में घृत को सिद्ध ati ममं स्थान की 
सिराओं को छोडकर उचित स्थानों पर सिरामोच्षण कमं करे 
तथा वमन, विरेचन आदि सशोधन कमो की व्यवस्था करे ॥ 
विमशः--मूपिक-दशज चिषों में दो प्रकार के लक्षण 
होते हैं-स्थानिक तथा सार्वदेहिक 1 स्थानिक लक्षण इसमें 
दंश-स्थान में प्रकोप होकर, सब्रणता, पीड़ा, शोथ, कोथ 
(Gangrene ) तथा पिडिकोरपत्ति होती है। उक्ष स्थान से 
सम्बन्धित छसिकावाहिनियाँ दोपग्रस्त होती हे तथा 
छसग्रंथिकायें फूल जाती हैं, धीरे धीरे उदा स्थान का शोथ 
बढ़ता जाता है और उस पर कुपित घातु का आवरण वन 
जाता है । सार्वदै हिक लक्षण- इसमें स्थानिक oat के चढने 
के साथ ही ज्वर का सहसा आक्रमण होता है। उवर के 
समय जाडा, मिचळी, वमन, अतिसार, शारीर में पीड़ा, 


५६ स॒श्रुतसंहिता 
बेचैनी, शिर'शूळ आदि लक्षण होते है। कभी कभी पूरे शरीर 
पर रक्तवर्ण के स्फोट निकलते है। विसपं तथा शीतपित्त जेसे 
मण्डल दारीर पर निकलते हैं। तीसरे दिन जवर प्रायः 
१०३“-१०४* डिग्री तके पहुँच जाता है और प्रायः छुठे दिन 
एकापुक उतर जाता है। पुन. ५-६ दिनों के चाद ज्वर का 
दूसरा दौरा आता हे जो पांच छु' दिनों के arg स्वय कम हो 
जाता है। इस प्रकार सज्वर तथा निज्वर अवस्था के दौरे 
महीनों तक अथवा कभी कभी तो कई वर्षा तक चलते रहते 
Visa के समय सभी लक्षण तीव्र होते हैं तथा ज्वरसुक्त 
होने पर we हो जाते हे अथवा fare मिट जाते हैं । 
प्रत्येक दौरे के समय रोगी gis हो जाता हे तथा अधिक 
दौरे जाने पर वह अत्यन्त कृश तथा सृतप्राय हो जाता Pa 
आचार्य gaa द्वारा कथित लक्षण साभान्यतया मूषिक 
विप में ही मिलते हैं। मपिक दंशज उवर ( Ratbite fever ) 
का वर्णन आधुनिक चिकित्साशाख में निश्न रूप में मिळता 
हे । उपसृष्ट ( 1०९९१ ) चूहे के कारने से मनुष्य के शरीर 
में छुद्र चक्राणु (Spmilum Minus) प्रवेश कर ज्वर, 
स्थानिक लसम्रंथियों (Lymphglands) की पीडाकर 
बृद्धि, विस्फोट (Rech) तथा श्वेत कायाणूत्कषं ( Leuco 
cytes: ) आदि लक्षण उत्पन्न करते हैं। चूहे के काटने का 
का इतिहास, ज्वर का अनेक वार पुनरावर्तन, विस्फोट, 
स्थानिक wanfaat की पीडाकर ब्रद्धि तथा श्वेतकायाणू- 
ay इस रोग के प्रधान लक्षण ह। शरीर में चक्राणु 
(Sprrochaeta के प्रवेश करने से दस दिन के अन्दर 
दंक्षित स्थान में शोथ होता हे। स्थानिक (Local) va 
ग्रथियोँ की पीडाकर वृद्धि होती हे और कम्प ( Rigor ) 
के साथ उवर प्रारम्भ होता हे । प्रथम तीन दिन ज्वर रहता 
है तव्पश्चात्‌ ज्वर की aaa में कमी होने लगती है और 
सप्ताह के अन्त में प्रायः gs दिन पसीना (Siweting) 
के साथ सहसा तापक्रम (Temperature) प्राकृत 
(Normal) हो जाता हे । ज्वर के प्रारम्भ में चछ तथा याहु 
पर उत्कर्णिक विक्ञोभ ( Papular rash) निकळते हें 
रक्त में चक्राणु मिळ सकते हैं । एक सप्ताह पर्यन्त तापक्रम 
रहकर पुनः उवर प्रारम्भ हो जाता हे और फिर यह क्रम चलता 
रहता हे 1 रक्त में श्वेतकायाणूह्कप॑ (Leucocytosis) मिळता 
है। रोग का निदान करने मे--सूपिक दंश का इतिहास, उवर 
पुनरावतंन, श्वेत कायाणूरकर्प, रक्त तथा 'दशित स्थान के 
स्राव में चक्राणु के मिलने से रोग विनिश्चिति सम्भव है। यह 
रोग घातक नहीं हे परन्तु चिरकाछाजुबन्धी है। उचित 
चिकिरसा के अभाव में महीनों या वर्षा तक वार-्चार 
आक्रमण करता रहता हे धीरे धीरे उसकी तीघता घट कर 
वह अपने आप भी भच्छा हो जाता है। इस प्रकार घुनरा- 
वर्तक ज्वर के बार वार दोरे होते रहने से रोगी अधिकाधिक 
efter हो जाता है एव इस Vina के फलस्वरूप उसकी 
ag भी हो सरती है । जापान में यह रोग काफी प्रचलित 
है, वहाँ इससे १० प्रतिशत मृत्यु होती हे । भारतवर्ष में भी 
इस रोग से zy तो होती हे किन्तु प्रतिशत ag का प्रमाण 
टीक-टीक माळम नहीं किया जा सका है । 


सर्येपां च विविः कार्यो मूषिकाणां विपेप्वयम्‌ ॥३२॥ 


दग्ध्वा विस्लावयेद॑शं प्रच्छितं वच प्रलेपयेत्‌ | 
शिरीपरजनीकुझुडुमैररतायुते: ॥३३॥ 
मूषिक विष में दाइ, शिखाबण और प्रलेप-सच सुपिका Sa 
में यह विधि ( सिरावेधन, संशोधन ) करनी चाहिए। अभ्नि 
में त्त किए घी से दश्च स्थान को दग्ध करे फिर पाछु कर 
दृश में से रक्त निकाळे। दंशस्थान पर दिरीप, हरदी, कुष्ट, 
केदार और गिलोय का लेप करे ॥ ३३ ॥ 
छदेनं जालिनीकाथैः शुकाख्याङ्कोठयोरपि | 
मूपिक विष में शुकादि योग-जालिनी ( कडुई aes); 
शुकाख्य ( श्योनाक या शिरीप ) और अंकोठ इनके छाथ से 
वमन करावे ॥ BR Ul 


शुकार्याकोषवत्योश्च मूलं मदन एव च ॥३४॥ 
देवदालीफलं चेव दध्ना पीत्वा विषं वमेत्‌ । 
सर्वमूषिकदष्टानामेब योगः सुखावहः (axl 
शिरीप, ag तुम्बी इनकी जड, Jans तथा कुकडलता 
का फल इनको दही के साथ पीसकर वमन करावे | सब चूहों 
के दंश में यह योग लाभदायक है ॥ ३४-३५ ॥ 
फलं चचा देवदाली कुठं गोमूत्रपेपितम्‌ । 
पूर्वेकल्पेन योज्याः स्युः सर्वोन्दुरुविषच्छिदः ॥१६॥ 
मूषक विप में फलादि योग-- मेनफळ, वच, देवदाली, कूठ 
इनको गोमूत्र में पीसकर दही के साथ पीना चाहिए । यह 
योग सभी चूहों के विप को नए करता हे ॥ ३६॥ 
विरेचने त्रिवृदन्तीत्रिफलाकल्क इष्यते | 
शिरोविरेचने सारः शिरीपस्य फलानि च ॥३७॥ 
मूपिक विप में विरेचन तथा शिरोविरेचन योग- विरेचन के 
लिए निशोथ, दन्ती ( जमाळगोटा ) तथा त्रिफला के कल्क 
का प्रयोग करे शिरोविरेचन के लिए शिरीप का सार भाग 
( मध्यभाग ) तथा फळ का प्रयोग करावे ॥ ३७ ॥ 
हितस्रिकटुकाढ्यश्च गोमयस्वरसोऽञ्जने | 
कपित्थगोमयरसौ लिह्यान्माक्षिकसंयुती ॥३८॥ 
रसाक्षनहरिद्रेन्द्रयबकटवीपु चा क्तम्‌ | 
प्रातः सातिविषं कल्कं लिह्यान्माथिकसंयुतम्‌ 11२६] 
तण्डुलीयकमूलेपु सर्पिः सिद्धं पिवेन्नरः 
आर्फोतामूलसिद्धं वा पञ्चकापित्थमेब वा 11४० 
मूषिक विष में सशमन योग-- fag (ale, मरिच, पीपल) 
मिलाकर गोवर के रस का अञ्जन करे। केथ का स्वरस या 
गोबर के रसको मधु के साथ चारे। wala, हरदी, इन्द्रयव, 
कडुरोहिणी आदि के कल्क को मधु के साथ सेवन करावे । 
अतीस के करक को मधु के' साथ प्रातःकाळ खाये । चौळाई 
की मूळ से सिद्ध किया हुआ शत देवे। सारिवा के मूळ में 
अथवा केथ के पत्ते, फळ, AS, पुष्प व छाल इनके कपाय 
और छाथ में सिद्ध घृत का पान करे ॥ ३८-४० ॥ 
विमदा'--पाश्वात्य aus में आखुविपचिक्कित्सा में 
(Pemolin), सखिया (Arsemc) तथा ब्रिस्मथ (Bismuth) 
का सूचकाभरण करना चाहिए! सखिया के यौगिको में 
साळवर्सन, नियोसळवारसन के प्रयोग से तुरन्त लाम पहुँचता 
है। उ्वरावेग में प्रारम्भ में सुई देने से छाम होता दै! 


७ 


अध्यायः ७ | 


कल्पस्थानम्‌ 


xg 


wos आम प्रति सप्ताह एक वार सिरा द्वारा (Intra 

venously ) सुई दी जाती हे इससे रक्तगत चिप या जीवाणु 
नष्ट हो जाते हे । इस रोग में प्रायः चार या पाँच सूचिका- 
भरण की आवश्यकता पडती है । घण की स्थानिक चिकित्सा 
से कोई विशेष लाभ तो नहीं होता तथापि णुक्रीपलेविन, 
यूसोळ ( ॥ए5० ) तथा अन्य जीवाणुनाशक घोळ ( Anti- 
septic lotions) से उसको साफ रखना aga जरुरी है। 
इससे जण का रोपण शीघ्र होता हे! चरककार ने भी सूपिक 
के लक्षण तथा चिकित्सा का fasta वर्णन किया है 
यथा--आदंशाच्छोणित पाण्डुमण्डलानि ज्तरोऽरचि | लोमहपेश्व 
TIAA STATS ॥ मू्च्छाङ्गश्ञोयवेवर्ण्यक्लेदशञन्दाद्॒तिञ्वराः 
श्लिगेशुरुत्वं लालाऽसरकद्विश्वासाध्यमृषिक्ेः ॥ ( च० Fre ao 
२३।१४६-१४७ ) अर्थात्‌ दृपीविष चूहे के gaan से स्थान 
की पाण्डुता के साथ रक्त का स्राव होता है । मण्डल 
( चकत्ते ) उत्पन्न होते हे । ज्वर, अरुचि, Sars तथा दाह 
आदि लक्षण होते हे! मूर्च्छा, देह में शोथ, देह की विवर्णता, 
देह की झिन्नता व गलना, शब्द का सुनाई न पडना, उवर, 
दिर का भारीपन, लालाख़ाव तथा रक्त का वमन ये असाध्य 
सूपिकदए के लक्षण ह। तथा चिकित्सा का उल्लेख करते हुए 
चरककार कहते हैं कि-त्वचं च नागर चैत्र समाशं श्वषठणपेषितम्‌ | 
पेयसुम्णान्बुना सर्वमूषिकाणा विपापइम (azo चि० अ० २३२०९) 
दालचीनी, dis इनके वारीक पिसे चूणों को सम परिमाण 
में मिलाकर गरम जळ से पिलाना चाहिये। यह सव मूपिकों 
के विप को नष्ट करता है। अष्टाइसंग्रहकार ने भी सूपिक 
के लक्षणा का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, यथा--यरिमननङगे 
पतत्येषा save: wate वा! यच्छुकलदिग्यैस्तनात्ने दूषिते 
पाण्डुता गते । अन्थयः श्वन्युः कोठो मण्डलानि अ्रमोऽरुचिः । शीत- 
च्तरोऽनिरक्‌ सादो 34g. पर्वमेदनम्‌ ॥ रोमहर्ष खुत्तिमूंच्या दीर्घः 
कालानुवन्धनम्‌ | इलेष्मानुविद्धवद्याखुपोतऊच्छदन TEL इति ॥ 


मूषिकाणां विषं प्रायः झुप्यत्यश्रेष्वनिहंतम | 
तत्राप्येष विधिः कार्या यञ्च दूषीबिषापहः ween 
मूषिक विप के शान्त दोन पर भी शोधन कार्य-न निकला 
हुआ चूहे का विष प्रायः मेधां से आकाश के घिर जाने पर 
कुपित होता हैं। अतः यहाँ पर भी यही वमन, विरेचन तथा 
श्ञिरोविरेचन आदि विधि तथा अन्य दूपीविप-नाशक उपचार 
वरतना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
स्थिराणां रुजतां वाऽपि त्रणानां कर्णिकां भिषक्‌ | 
पाटयित्वा यथादोषं ्णवद्चापि शोघयेत्त्‌ ॥४२॥ 
आखुविष-कर्णिका की चिकित्सा--स्थिर अर्थात्‌ न भरने वाळे 
अथवा भरते हुए ब्रणों की कर्णिका को चिकित्सक चीरकर 
तथा दोप के अनुसार एवे चग की अवस्थानुसार चिक्त्सा 
करे ॥ ४२ ॥ 
अश्वगालतर च्चृक्षग्याप्रादीनां. यदाउनिलः | 
श्लेष्मत्रदुरो मुष्णांते dat संजञाबददाश्रितः ॥8१॥ 
तदा प्रसस्तलाडगूलहनुस्कन्थो5तिलालवाब्‌ | 
' अत्यर्थवधिरोडन्धश्व॒ सोडन्योन्यममिधावति 118४४1) 
तेनोन्मत्तेन दष्टस्य dor सवियेण हु। 
८ qe He र 


सुप्रता जायते दंशो कुषणं चातिसवत्यस्रक्‌ gull 
दिग्धविद्वस्य लिङ्गेन प्रायशश्चोपलक्षितः | 
उन्मत्त कुत्ता, Me आदि से दष्ट के लक्षण-कुत्ता, गीदूड 
(सियार), तरछ ( लकडवग्या), ag, व्याघ्र आदि के 
विष के कारण, कफ से दूपित हुई वायु जव amas Mal 
का आश्रय लेकर संज्ञा विनाश कर देती है तव पशु की पूछ, 
eg और स्कन्ध (ae) बहुत daa जातेहें ( उनका 
इन अङ्गां की स्थिति पर कोई aa अथवा नियन्त्रण नहीं 
रहता ), सुख से aa सा लालाखाव होता है वह पशु 
बहुत वहरा हो जाता हे तथा वह एक दूसरे की ओर भागत! 
है। उस पागल, विष चाले dct ag के काटने से देशस्थान 
में सुपुत्ति हो जाती हे तथा उसमें से काले रङ्ग का बहुत सा 
रक्त बहता है और प्रायः विपाक्त शस्र से fee घण के से 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ४३-४५ ॥ 
विमशः--चरककार ने भी पागल कुत्ते के असिज्ञानाथ 
fra लिखित लक्षणों का उल्लेख किया है, यथा--इव त्रिदोष- 
प्रकोपात्तु तथा धातुविपयंयात्‌ । शिरोमितापी लालाखाव्यधो 
वक्‍्त्रकदेव च ॥ अन्ये ये विविधा व्यालाः कफवातप्रकोपणा* 1 
हृच्छिरो रुग्ज्वरस्तम्भतृषाम्‌च्छौकरः मता ॥ ( च० चि० ao 
२३।१७४-१७५ ) अर्थात्‌ कुत्ते में तीना दोपों का प्रकोप हो 
जाने से तथा धातुओं सें विपरीतता अथवा विकृति होने से 
शरिर में अभिताप (पीडा ) होता है। उसके सुख से छार 
टपकती रहती हे तथा वह मुख नीचे किये हुए चलता है। 
अन्य भी इसी प्रकार के हिंख पशु हे जो कफ वात को प्रकुपित 
करते हैं । इन सचसे दष्ट व्यक्तियों में हृद्य तथा शिर में वेदना 
ज्वर, स्तम्भ, प्यास तथा मूर्च्छा ये लक्षण होते है । were 
queen ने भी इसका अत्यन्त सुन्दर तथा वैज्ञानिक वर्णन 
दिया है, यथा-शुन इलेष्मोल्बणा दोषा सञ्ञा सज्ञावद्दाश्रित्ता, | 
मुष्णन्तः Hat क्षोभ धातूनामति दारुणम्‌ ॥ लालावानन्ध बधिरः 
सर्वतः सोऽभिधावति। स्रस्तपुच्छ्दनुस्कन्धशिरोदु खी नतानन ॥ 
दशस्तेन Rewer सब, कृष्ण क्षरत्यएुक्‌। हृच्छिरोरुकृज्वरस्तम्भ- 
तृष्णामूच्छोद्गवोऽचु च॥ भनेनान्येऽपि Pes व्यालादष्टा- 
sete: | श्ृगालाइवनराक्वश्च दवीपिन्या्रबृकादयः॥ ( अ० Zo 
gogo अ० ४६) इस प्रकार प्राचीन चिकित्सान्पर्थों में 
अलकंविष की वडी agin विवेचना ma होती है । 
वस्तुतः यह रोग कुत्ता, चन्द्र, गीदूड, भेडिया, छोमड़ी, 
feet, सुअर, रीछ आदि प्राणियों के काटने से फैलता 
है परन्तु प्रायः कुत्ते और सियारों से ही age मे 
फेलते हुए देखा गया है! इन प्राणियों के दशन से aga 
दिप प्रभाव नहीं होता । वढिकि एक विशेष अवस्था में जव 
ये प्राणी विष के प्रभाव से मत्त हो जाते हैं तभी अपने ga 
से दूसरे प्राणियों को भी उपसृष्ट करते है। अळकंविष एक 
प्रकार का dia विष होता हे । कुत्ते या उसके समान जाति 
के आणी उससे पीड़ित होते हैं । उनके काटने से उनके लार 
( छाछा ) द्वारा मनुष्य के घाव में इसका सूचमदर्थकातीत 
( Ultrameroscopic ) earqaaite विषाणु ( Filterable 
visus ) संक्रमित होता है । यह वियाणु रुग्ण प्राणी की ळाळा 
तथा नेगरी पिण्ड (Negri Bodies ) में पाया जाता हे तथा 
ळालाप्रन्थियों में अधिष्टान बनाकर पडा रहता है इसीलिए 


६० 


श्रुसुतसंहिती 


अथियाँ हो जाती हैं जिनमें कभी कभी कण्डू, पीडा च दाह 
भी होता हे अतः उस स्थान को संकना चाहिए तथा 
केल्सियम चूर्ण सुख मार्ग से प्रयोग कराना चाहिए । 
शिर में पीडा होने पर वेदनाहर यथा एस्पिरीन, सिवाहिजिन, 
सेरीडोन आदि देना चाहिए। यदि ज्वर हो जावे तो 
लक्षणानुसार उसकी चिकित्सा sti रोगी को चिकित्सा 
कराते समय कुछ वातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
मादक Feat शराव आदि का प्रयोग करते रहने से रोग- 
waa उत्पन्न होने में कठिनाई होती हे । पहाड, पहाडी, 
सीढ़ी आदि ऊँचे स्थानों पर नहीं agar चाहिए, खेळ कूद 
आदि में भी भाग नहीं लेना चाहिए। रोगी को ठण्डक 
से वचना चाहिए तथा उसे मळ की सम्यक्‌ प्रवृत्ति होती 
रहे इस वात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा 
गुड, तेल, मिर्च च खट्टी वस्तुओं का प्रयोग यथासग्भव 
नहीं करना चाहिये। जळसंत्रास रोग उत्पन्न होने के पहले 
यदि प्रतिपेधक चिकित्सा करा छी जावे तो रोगी को निश्चित 
रूप से वचाया जा सकता दै, उस समय उसे गुदा द्वारा 
पोपण देना चाहिए तथा अवसादक औषधों यथा अहिफेन 
( Morpha ) का प्रयोग करें च रोगी को गरम तथा AR 
स्थान पर रखें। इस रोग की चिकित्सा के चिशेष केन्द्र 
प्राय' हर वडे नगर मे सरकार के द्वारा खोले गये हैं अतः 


चिकित्सक को तुरन्त ही ऐसे रोगी को वहाँ चिकित के 
लिए भेज देना चाहिए । A 


श्वाटयोऽमिददिता व्याला Asa दष््राविषा मया ॥६३॥। 
अत' करोति द्रस्तु तेपां चेष्टां सतं नरः | 
बहुश' atten न चिरान्म्रियते च सः ॥६४॥ 
_ उन्मत्त न्याल से दए के लक्षण और चिकित्सा- यहाँ पर 
कुत्ते आदि det fad जो हिंसक पशु मैंने कहे हैं उनसे 
चा al मचुप्य उनके समान ही चेष्टा तथा शब्द करता 
। जा यार वार इनका अनुकरण ( नकछ ) करता है चह 
aia ही मृत्यु का ग्रास चनता हे॥ ६३-६४॥ 
नखदन्तक्षत व्यालेयंत्कृतं तहिमदेयेत्‌ | 
nN wa 
सिञ्चे कोष्णेन ते हि बातप्रकोपकाः i ६५॥ 
इति छुश्रुतसहितायां कल्पस्थाने मूपिककल्पो 
नाम सप्तमो$व्याय: ॥ ७॥ 


हिसक पशुओं के नस या दन्त से जो शत चना हो 
उसको मळ देवे तथा उसे गरम ged तेल से सेक करे। 
कर्योकि ये नस तथा दाँत वायु को प्रकुपित करते हैं ॥ ६५॥ 
et eee ने नस दन्त क्त के sen तथा 
चफित्सा का san निम्न प्रकार से किया है कि--चतुष्पा- 
क्िद्रपद्धिर्या weg छु यर । शूयते पच्यने वापि स्रवति 
ज्यरयत्त्यपि NAIR गोजिएा दमपयपि । रजन्यौ 
भरिमा नगरन्नविपापट* ॥ ( च, चि, अ, २३।२१८-२१९ ) 
चीपाये पा दो पेर चाळे भ्रागियों के नस भर दाँत के 
कमी में श्रोध, पक जाना और स्राव होता है। तथा उवर 
भी दो समना दै । सोमर, wart, योनिद्वा, cag, 


= 


दारुहर्दी, te इन्हें एकत्र मिश्रित कर लेप करने से नख 
और efat का विप नए हो जाता है | सिंह, चन्द्र भादि के 
नख पुवं दुन्त के घत में विसप॑ हो जाता है। सींग का क्षत 
भी नख क्षत के समान ही समझना चाहिए | 


इति सुश्चुतसहितायां कल्पस्थाने मूपिककदपो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
hee 


अष्टमोऽध्याय! 


अथातः कीटकल्प व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥ २॥ 
कीटकरप का उपक्रम- अव इसके आगे कीटकल्प का 
व्याख्यान किया जायगा जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा था ॥ १-२॥ 
सरपोणां झुक्रविष्मृत्रशवपूत्यण्डसंभवाः | 
वाय्बग्न्यम्बुभ्रक्कतयः कीटास्तु विविधाः स्मृताः Ul ३॥ 
सर्वेदोषप्रकृतिभियुक्तास्ते परिणामतः | 
कीटत्वेऽपि सुघोरा. स्युः सर्व एवं चतुर्विधाः ॥ ४॥ 
mal की उत्पत्ति-साँपों के शुक्र, as, qa, शव के 
सडने तथा उनसे अण्डा के उत्पन्न होने से Fer होनेवारे 
वायु, af ( पित्त) तथा कफ की प्रक्कतिवाले कीट विविध 
प्रकार के कहे गये हैं । परिणामतः ये सब कीट सब दोपों 
की प्रकृति से युक्त होते है। कीट छोटे अथवा तुच्छ होने 
पर भी अति भयानक होते हैं । ये चार प्रकार के होते हे ॥ 
विमर्शः--सर्पो के ही विष्टा, मुत्र आदि के सड़ने से 
चार प्रकार के कीर्टो की उत्पत्ति मानी गई है, दोप भेद 
से भी वातोइवण, पित्तोएवण, श्लेष्मोर्वण तथा साक्षिपातिक 
इन चारों वर्गा में ६७ प्रकार के कीटों की गणना की गई 
हे, जिनमें १८ वातज, २४ पित्तज, तथा १३ Ba प्रकोपक 
हैं शेप १२ सन्निपातज हैं जो दारुण, प्रागघातक तथा 
Wien के समान ही वेगों को उत्पन्न करने वाले होते है। 
आजकल तो इन कीटों के नाम तथा रूप का ज्ञान भी 
ma नहीं के वरावर ही है! चरककार ने भी कीरों की 
उत्पत्ति के विषय में निन्नमत प्रतिपादित किया है, यथा-- 
सर्पोणामेव विण्मूत्रात्कीटा, स्थुः कीरसम्मता 1 दूपीविपा, प्राणददरा 
इति सक्षेपतो मताः ॥ ( च, चि, अ २३।१३९ ) अर्थात्‌ साँप 
के ही घुरीप, मूत्र आदि से जो कीट उपपन्न होते हे उन्हे 
ही यहाँ कीर कहा गया हे, वे सचेपतः दो प्रकार के होते 
हैं (१) दूषीविष कीट, (२) प्राणहर कीट। आचार्य 
seen} भी व्याख्या करते हुए लिखा है कि--'सर्पाणा 
दर्वीकरमण्डलिराजिमता शुक्रादिपञ्चसम्भवा , यथासख्य वाम्म- 
गन्यम्बुप्र्नय- कीटा | आवो ग्रतसपंदरीर तस्य पूति, शरनम्‌ । 
तीन्‌ कोटान्‌ ढर्वीकरमण्डलिराजिलसम्वन्धेन वाय्यादिप्रक्ृतिक्रमा- 
निदिदय चतुर्थ स्वभावेन कर्मणा च निर्दिशन्नाद। सुधीराः 
निदोपादिकोपना , वेकरसरपंनातिधुक्रादिसम्भवत्वेन डति ॥? 


कुम्भीनसस्तुण्डकेरी wet शातङुलीरकः | 
उचिटिङ्गोऽम्िनामा च चिचिटिङ्गो भयूरिका ॥ ५॥ 


६१ 


अध्यायः ८ ] कहेपस्थानंम्‌ 
'आवतेकर्तथोरश्रः सारिकामुखतैदलौ | 
शरावकुर्दोऽभीराजिः परुपश्चित्रशीरपंकः ॥ ६ 1 


शतवाहुश्च यश्चापि रक्तराजिश्च कीतितः। 
अष्टादशेति चायड्याः कीटाः पबनकोपना: 1 ७॥ 
, तेभेवन्तीह दष्टानां रोगा वातनिमित्तजाः। 
HERE प्रकार के वायव्य कीर्टो के नाम--कुग्भीनस, 
तुण्डिकेरी, ast, दातकुळीरक, fais, अझिनामा; 
चिञ्चिरिद्ग, मयूरिका, आवर्तक, उरश्र, सारिका, झुखबेदर, 
शरावकुद, अभीराजि, परुप, चित्रशीर्षक, शतवाहु, रक्त" 
राजि, Jane कीट वातप्रकृति के हैं, ये चायु 
को प्रकुपित करते हैं। इनके काटने से वातजन्य रोग 
WE ॥ ५-७ ॥ 
कौण्डिन्यकः कणभको वरटी पत्रवृश्चिकः ls 
विनासिका ब्राह्मणिका बिन्दुलो भ्रमरस्तथा | 
वाह्यकी पिचिटः gett वचे-कीटो5रिसेदकः ॥६॥ 
पद्मकीटो दुन्दुभिको मकरः शतपादकः | 
पत्चालकः पाकमत्स्यः कृष्णतुण्डोडथ Teal ॥१०॥ 
gia: कृमिसरारी च यश्चाप्युत्केशकस्तथा | 
एते हाम्नि्रक्ृतयश्चतुर्विशातिरेव ।च॥११॥ 
तैर्भवन्तीह दष्टानां रोगाः पित्तनिमित्तजा: | 
२४ प्रकार के आग्नेय कौर्टो के नाम-कौण्डिन्य, कणभक, 
aa, पत्रश्‍श्चिक, विनासिका, त्राह्मणिका, विन्दुङ, भ्रमर, 
meat, fk, seh, वर्चःकीट, अरिमेद्क, प्मकीट, 
दुन्दुमिक, AW, शतपादक, पञ्चाळक, पाकमत्स्य, कृष्ण- 
तुण्ड, गर्दसी, Ha, कृमिसरारी, उत्क्ठेडक, ये चौबीस 
पित्त प्रश्‍तिवाले ह, इनके कारने से पित्तप्रकोपजन्य रोय 
होते ह ॥ <-११ ॥ ह 
विश्वम्भरः ways: पञ्नक्कष्णोऽथ कोकिलः ॥ १२ 
सेरेयकः प्रचलको aaa: किटिभस्तथा। 
सूचीमुखः कृष्णगोघा यश्च कापायवासिक. ॥१श॥ 
कीटो were तथा त्रोटक एव च। 
त्रयोदशेते सोम्याः स्थुः कीटाः श्लेष्मप्रकोपणाः ॥१४॥ 
तेभबन्तीह दष्टानां रोगाः कफनिमित्तजाः | 
१३ अकार के सौन्य कीटों के नाम-विश्वम्भर, wags, 
पश्चकृष्ण, कोकिळ, सैरेयक, प्रचळक, aay, किटिभ, 
सूचीमुख, इप्णगोधा, कपायवालिक, Teas, त्रोटक, ये 
तेर कीट सौम्य एवं कफप्रकोपक होते दें, इनके काटने से 
कफजनित रोग होते हैं ॥ १२-१४ ॥ 
तुज्गीनासो विचिलकस्तालको वाहकस्तथा ॥१५॥ 
कोप्ठागारी क्रिमिकरो यश्च मण्डलपुच्छकः | 
दुण्ड(ज्ग)नाभः सर्पपिको वल्गुलिः शम्बुकस्तथा॥ १६॥ 
अञ्िकीटश्च विज्ञेया दादश घाणनाशनाः | 
तेभवन्तीह दष्टानां वेगज्गञानानि सर्पबत्‌ 11१७॥ 
तास्ताश्च वेदनास्तीत्रा रोगा वे सान्निपातिकाः | 
क्षाराभिदग्धवडंशो रक्तपीतसितारुणः 1१०1 


शी 


१२ प्रकार के सानिपातिक कीटों के नाम-तुन्नीचास, 
विचिलक, ताळक, वाहक, कोष्ठागारी, कृमिकर, मण्डळ- 
पुच्छक, तुण्डनाभ, सर्पपिक, was तथा अभिकीट नामक 
बारह कीट ग्राणनाशक होते हैं। इनके काटने पर सर्पों के 
विष की भाँति ही विपवेग होते हें तथा उसी प्रकार की 
बेदनाएँ होती हैं और ये सन्निपात के लक्षण उत्पन्न करते 
हैं। इनका दंश क्षार या भभिदग्ध के समान रक्त वर्ण का 
( छाल ), पीला, श्वेत या काले वणे का होता है ॥ १५-१८ ॥ 


SATA मदेरोमाश्चवेदनाभिः समन्वितः | 
छर्यतीसारतृष्णाश्च दाहो मृच्छी बिजुस्मिक्रा ॥१६॥ 
वेपथुश्वासहिकाग्य दाहः शीतं च दारुणम्‌ | 
पिडकोपचयः शोफो प्रन्थयो मण्डलानि च ।।२०॥ 
aaa: कर्णिकाश्चैव बिसपीः किटिभानि च | 
तेर्भचन्तीह दष्टानां यथास्वं चाप्युपद्रचाः ॥२१॥ 
येऽन्ये तेषां विशेषास्तु तूण तेषां समादिशेत्‌ | 


दृषीविषप्रकोपाचच तथैव विपलेपनात्‌॥२२॥ 
fag तीचणविपेष्वेतत्‌- 


dten विष कौट के लक्षण--दन तीचण चिप वाले कीटों 
के विष के कारण ज्वर, age ( अङ्गों का gen), रोमाञ्च 
(वेदना के कारण), gfe (वमन), अतिसार, तृष्णा, 
दाइ, मुर्च्छा, जुम्मा ( जम्हाई आना), कम्पन, श्वास, 
हिचकी, दाह, अतिशीत, पिडकाओं की वृद्धि होना, शोफ, 
अथियाँ (ais), ave, ag, कर्णिकाएँ, विस, किटिभ 
आदि लक्षण होते हे, जो तत्सम्बन्धी दोषों के उपद्रव हे 
तथा जो अन्य उपद्रव ह उनके भेदो को भी दूषीविप के 
लक्षणादिका से, विप के आहारादि भेद से ज्ञात करे ॥१९-२२॥ 

विमर्श'--चरककार ने दूपीविप कीटों से दृष्ट के छत्षण 
तथा उनके प्राणहर लक्षणो का वर्णन करते हुए कहा है, कि-- 
गात्र रक्त सित कृष्ण इयाव वा पिडकान्वितम्‌। सकण्डूदाहवी- 
सर्पपाकि स्यात्कुथित तथा ॥ कीटेदूंपीविषेदेष्ट लिङ्गं प्राणहरं श्रु । 
सर्पद्टे तथा शोथो वर्षते सोमगन्ध्यसक्‌ । दोऽक्षिगौरवं मूर्च्छा 
सरुगाते* श्रसित्यपि॥ ( च, चि, अ, २३।१४०-१४१) जिस 
अवयव पर दूपीविष कीट काटता हे वह स्थान Qa, काला व 
श्याम चर्ण का हो जाता है 1 उस पर फुन्सियाँ निकल आती 
हैं, खुजली तथा दाह होता है। विसप हो जाता है अर्थात्‌ 
शोथ फैळता जाता है। वह स्थान पक जाता है तथा सड़- 
गल जाता है तथा प्राणहर कीट से दुष्ट के लक्षण में साँप 
से दए पुरुप में जैसा शोथ होता है वेला ही यहाँ दशस्थान 
में शोफ उम्मगन्धयुक्त रक्त के साथ होता हुआ निरन्तर 
बुद्धि को प्राप्त होता है। नेत्र का भारीपन, axel, श्वास 
तथा वेदना से रोगी पीडित होता हे । इसी प्रकार अष्टांग- 
सग्रहकार ने भी कहा हे Rana सपंवच्छोफो वर्धिप्णुवि- 
खरक्तता । झिरोऽक्षिगौरव मूर्च्छा अमः श्वा्तोऽतिवेदना ॥ ( अ, 
सं उ. तं अ. ४३ ) चरककार ने पुनः मत व्यक्त करते हुए 
कहा है क्ि-ठृष्णाऽर्चिपरीतश्च भवेद्‌ दूषीविपार्दितः | (च. चिं, 
न. २३१४२) दूपीविष कीट से दृष्ट पुरुष में पूर्वोक्त 
स्थानीय लक्षणा के अतिरिक्त ठृप्णा तथा अरुचि भी होती है। 


gg ुश्रतसंहिता 


eer IIIT का “४५१४४४१ ४४४४४४८ 
TTT 


~शु मन्दबिपेष्वतः | 
प्रसेकारोचकच्छदिशिरोगीरवशीतकाः ॥२३॥ 
पिडकाकोठकण्डूनां जन्म दोषबिभागतः | 
मन्द विष कीट के छक्षण-अब मन्दविषा के छक्तणादि 
सुनो सुख से छालाखाव, अरोचक, वमन, शिर में भारीपन, 
अवशीतन (शीत की कमी), पिडिका, कोठ, कण्डु की 
उत्पत्ति आदि लक्षण कीरों के दोषों के अनुसार इष्टिगोचर 
होते हैं ॥ २३ ॥ 
योगैनीनाविपरेषां चूर्णानि गरमादिशेत्‌ ॥२४॥ 
दूषीबिषप्रकाराणां तथा चाप्यनुलेपनात्‌ | 
गर विष के लक्षण- इन कीरों के विविध प्रकार के योगों 
से वने हुए चूणो को गर विष कहना चाहिए। दूपीविष की 
भाँति लेप करने से भी इनसे गरविष उत्पन्न होता हे ए२६॥ 
विमदीः--इन विपेले Hat के वेग सपा की माति होते 
ह । वढनेवाळा शोफ, रक्त की विसता, दिर तथा आँखों 
का भारीपन, मूर्च्छां, अम, श्वास तथा दृशस्थान पर पीडा 
आदि लक्षण होते हे । प्राय सभी stat के दशस्थान पर 
करणिका, मांसाङुर, शोफ, ज्वर, कण्डू तथा अरुचि होती 
1 विषां का एक छोटा भेद संयोगज चिप का है। इसकी 
कई ग्रथकारों ने कई ame ढी है। इसके कारण ay 
नहीं होती परन्तु यह चिरकाळीन रोगों को उत्पन्न करता 
है। जैसा कि चरककार ने कहा है कि-पर सयोगज चान्यदू 
Ta गदप्रदम्‌ । कालान्तरविपाकित्वभत्न TIT दरत्यसून्‌ ॥ 
(च. चि अ, २३।१४) स्थावर, aaa से अतिरिक्त एक 
और भी विप होता दे जिसे गर नाम से कहा जाता है । 
यह सयोगज होता है। यह मी रोगों को उत्पन्न करता है। 
काळान्तर में विपाक होने के कारण यह शीघ्र ही ag का 
कारण नहीं होता। वृद्ध काश्यपकार ने तो गरविष की 
और अधिक स्पष्ट व्यारया की है यथा-सयोगजन्न द्विविव 
aaa विपमुच्यते । गर स्यादविष तत्र सविष छत्रिम मतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ dana विप नामक चिप का एक तृतीय चर्ग भी 
है यह भी दो प्रकार का होता है। अविप टब्यों से निर्मित 
को गर तथा सविप डब्या के सयोग से वने विप को कृत्रिम 
दिप कहते ह । यूनानी चिकित्सा के अनुसार भी केचुआ, 
चीरवहूरी, सांडा आदि प्राणियों का प्रयोग योगों में यथा 
लेपन व साथ योगों मे किया जाता है उसी प्रकार यदि 
उक्त विपेले कमियां का प्रयोग करने पर विषजनित 
उपट्रवाटि होने लगते हृ तो वह गर विष कहलाता है । 
इम प्रकार विविध औषधियों के सयोग से वने विष को 
गर विष कहते दें । इसके प्रभाव से शोफ, पाण्डु, उद्ररोग, 
उन्माद, अदा आदि विकार होते ह! नाना प्रकार के प्राणियों 
क अड्डों से उत्पन्न सळ ( मूत्र, पुरीप, नख, केश, रोम), 
free ओपधियों के भस्म तथा जरुपदीय चाले frat के 
योग से ये विप बनते हैं। इसका प्रयोग कुलटा या dia 
$ द्वेष से afta स्रिया अपने सौभाग्य के लिए च अपने 
पति को अपने चश में रखने के लिए अथवा अपने ऊपर 
अनुरक्त बनाए रखने के लिए करती हैं। यह विष सद्यो- 
घातक न होकर चिरकालिक स्वरूप की कोई व्याधि 


उत्पन्न कर देता हे । इसके अतिरिक्त कई वार राजाओं 
में चिरकाळ तक कष्ट देकर मारने के लिए भी इसका 
प्रयोग किया जाता रहा हे इस स्थिति में शु के द्वारा 
प्रेरित राजा के निकटवर्ती दरचारीगण राजा पर इसका 
प्रयोग करते हैं । गर विप प्रायः जीर्णस्वरूप का होता है 
परन्तु dia भी हो सकता दै प्राय, इसका प्रयोग गुप्त 
रूप से भोजन में मिलाकर उस भोजन को शु को खिलाकर 
किया जाता है। इस विप से पीडित हुआ ब्यक्ति कृश, 
पाण्डुवर्ण, सन्दाञ्चि, कास, श्वास, ज्वरयुक्त, प्रतिछोम 
वायु से युक्त, निद्रा तथा चिन्ता में डूबा हुआ, उदूररोगों 
( यकृत वृद्धि, Hea आदि ) से पीडित, दीन हीन वाणी 
चाळा, Tas, आळसी, शोफी, निरन्तर आध्मान से युक्त, 
ग्रहणी तथा चाय रोग से युक्त होता दै | उसको सपने में 
सियार, बिल्ली, Fact, Fa पछ, चन्दर, सूखे वनस्पति 
तथा जलाशय दृष्टिगोचर होते हे तथा wax में ही अपने 
को काळा या गोरा तथा स्वस्थ होने पर इन्द्रियविहीन 
देखता है। उपयुक्त छक्षणों को देखकर चिकित्सक को 
उसके इतिहास तथा परिस्थिति के वारे में जिज्ञासा करनी 
चाहिए। यदि सद्ग्ध प्रकार का इतिद्दास प्राप्त होता हो 
तो गर विप का निश्चय कर लेना चाहिए। यदि रोगी 
तत्काळ आ गया होतो उसको चमन तथा wal 
प्र्ाळन कारना चाहिए । उसके वाद उसको तात्रभस्म 
का उपयोग मधु के साथ कराना चाहिए। इसके चटाने 
से हृदय का सम्यकू विशोधन हो जाता हे । सुबर्णमात्षिक 
का मधु-शकरा के साथ सेवन कराना चाहिए तथा नागदृन्ती, 
निशोथ, स्नुहीक्तीर च मेनफल से सिद्ध aa का प्रयोग 
कराना चाहिए । चिरकाळीन शर विप की चिकित्सा करते 
समय मूर्वा, Geet, तगर आदि seit को तक्र, गरम पानी 
या नीवू के रस से गरपीडित मनुष्य को पिलाना चाहिए । 
स्वर्ण के योगों का सेवन कराना चाहिए । अवस्थाचुसार 
उपयुक्त वार्ता को ध्यान में रखते हुए गरविष प्रारम्भिक 
अवस्था मे भोजन विष (Food poisoning!) के रूप में रहता 
है we जीर्णावस्था में वह मन्दविपमयता (Slow 
poisoning ) का रूप ले लेता हे) आज के वेशानिक भी 
मानते हैं कि किन्ही अज्ञात कारणों से शरीर के विभिन्न 
अग कुछ विशिष्ट भकार के विप चनाने लगते हैं जिनके 
कारण शरीर की जीचनीय शक्ति ( Vitahty) घटने 
लगती है तथा मनुष्य ag के सुख की ओर अग्रसर 
होता जाता है । इस प्रकार के are विप को स्वगत 
विषाक्तता ( Auto poisoning ) कहा जाता हे । सम्भवतः 
आयुर्वेद के प्रथां में चर्णित गरविष जिसका निर्विष विरुद्ध 
दव्या के सयोग से निर्माण होता दे, इसी वर्य क्रा प्रतीत 
होता दै। कुठ आचायों का सत है कि हीयवीय स्थावर 
विप दूषीविष तथा हीनवीय saad, कीटादि जगम विषो 
के सयोग से निर्मित चूर्ण प्रलेपादि aaa हैं किन्तु 
वास्तव में दोनों एक ही हे केवल नाम का भेदमात्र ही है 
क्योंकि दोनों के गुण धर्म भी समान ही होते हैं, इति। 
आचार्य seen ने मी उपयुक्त छोमों की व्याख्या करते हुये 
आळम्यायन नामक आचार्य के मत का वर्णन किया है कि-” 


अध्यायः ८ ] 


कल्पस्थानम्‌ 


६३ 


'अयालम्वायनोक्त कीटाना सामान्यज्ञानोपायो लिख्यत्ते-"कुष्णा- 
भिविन्दुलेखामि पक्षे पादेमुखैनंखे. । aa कण्टकलाझूलेः सब्िष्टः 
पक्षरोमभि-॥ स्वनै, प्रमाणे. संस्थानैल्डिश्वापि शरीरगेः । विप- 
atta कीराना रूपञ्चानं विमाव्यते ॥ af aa तेपा न केवल 
नियमेन शुऊाडिदशेन विषप्रादुर्माव', किन्तहिं अभ्यवहारचूर्णा- 
gers दूषीविषलिद्प्रादुर्माव इत्याहद -यश्चैतानि दि चुर्ग्वा चृण्यते 
लिप्यतेध्थवा । मृत्रादिभिस्तस्य दृपीविपलिञ्च समादिशेत्‌ ॥! इति ॥ 


एकजातीनतस्तूर्ध्यं कीटान्‌ बच्यामि भेदतः URI 
सामान्यतो दष्टलिङ्खेः साध्यासाध्यक्रमेण च | 
त्रिकण्टः करिणी चापि हस्तिकत्तोऽपराजितः | 
५ चत्वार एते कणभा व्याख्यातास्तीत्रवेदना: NAN 
तेदे्टस्य PALS मर्दों गुरुता गात्राणां इंशः कुष्णञ्च भवति 
४ प्रकार के कणम के नाम और उससे ze के लक्षण--इसके 
आगे पुक जातिवाले कीटों का वर्णन सामान्य भेद, wea 
के छक्षणों तथा साध्यासाध्यता की इछि से करूँगा fxg, 
करिणी, हस्तिकच्ष, अपराजित ये चार कणभ जाति के हैं। 
इनके दंश के कारण तीच वेदना होती दे तथा काटने के स्थान 
पर शोथ होता है एवं अगों का टूटना, अंगों का भारीपन 
होता है तथा दंशास्थान का वर्ण काला होता है ॥ २५-२७ ॥ 
विमश्चः--चरककारने भी कणभ दृष्ट के रूदणों का 
वर्णन निम्न प्रकार से किया है यथा--विसर्प. waz शूल 
ज्वरइछदिरथापि वा । लक्षणं note दशश्चैष विशीर्यते ॥ 
(च. चि, अ. २३१५१ ) अर्थात्‌ कणभ दृष्ट घुरुप में विसर्प, 
शोथ, We, उवर तथा चमन आदि ये लक्षण होते हैं तथा 
इसका da झड़कर गिर जाता है । 
प्रतिसूयंकः, पिज्गामासो, बहुवर्णो, निरुपमो 
गोवैरक इति पत्र गोधेरकाः; तेदेष्टस्य शोफो दाहरुजी 
च भवतः, गो वेरकेणेतदेव MEANS AA ज्वरश्च ॥२८॥ 
५ प्रकार के विषखोपरा के नाम तथा उसके दष्ट के लक्षण-- 
प्रतिसूर्यक, पिड्रामास, वहुवणं, निरुपम, गोधेरक ये पाँच 
जाति के हैं । गोघेरक इनके काटने से शोफ, दाह तथा पीडा 
होती हे । गोधेरक के दंश में इन लक्षणा के साथ उवर और 
अन्थियॉ ( गाँठों ) की उत्पत्ति भी होती है ॥ २८ ॥ 
चिमदाः--कविराज हाराणचन्द महोदय इस पाठ के 
स्थान पर निल्ललिखित पाठ का औचित्य स्वीकार करते 
हैं यथा-प्रतिसृय्ये. पिञ्गमासो वडुवर्णा महाशिरा- तथा निरुपम-' 
श्चापि पञ्च गौषेरका" स्मरताः ॥ तेभंवन्तीह दष्टाना वेगश्चानानि सपं- 
वव. । रुजश्च विविधाकारा अन्धयश्च सुदारुणाः ॥? तथा आचाय 
डदहण ने उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए एक अन्य 
पाठान्तर का निर्देश किया है यथा--केचिद तु प्रतिसूर्यक 
इत्यादि स्याने एवं पठन्ति 'प्रतिसूर्यः पिङ्गनासो बहुलोमा महा- 
शिराः। तथा निरुपमश्चेति पञ्च गोधेरका* स्मृता. ॥ Hate 
दष्टानां चेगङानानि सर्पवत्‌ । रश्च विवेधाकारअन्थयश्र सुदा- 
रुणाः ॥? इति । गौषेरकलक्षण तन्तान्तरे-कृष्णतर्पण गोधाया भवेद्‌ 
यस्तु चतुष्पदः । सर्पो गोधेरको नाम तेन दष्टो न जीवति ॥ इति ॥ 


गलगोलिका-खेता; कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, 
सर्वेश्चेता, सर्पपिकेत्येवं पद्‌} तामिदेष्टे सपेपिकावज 


दाहशोफक्केदा भवन्ति, सर्पपिकया हृदयपीड़ाऽ- 
तिसारख, तासु मध्ये सर्पपिका ग्राणहरी ॥ २६॥ 

६ प्रकार के गलगोली के नाम तथा उसके ze के लक्षण-- 
गळगोलिका, खेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डळा, सर्वश्वेता 
तथा सपपिका ये छुः हैं। gaz काटने पर सर्पपिका को 
छोड़कर दाह, सूजन और we होता है। सर्पपिका के 
दंदा से हृदय मे पीडा तथा अतिसार होता है। इन ऊपर 
कहे गए ६ कीर्टो में सर्पपिका का विष प्राणहर है अर्थात्‌ 
घातक होता हे ॥ २९॥ 

विमर्शः--चरककार ने गछगोढिका ( गलगोली-छिप- 
कली ) दृष्ट के लक्षण fra प्रकार से लिखा हे यथा-- 
दाहतोदस्वेदशोयकरी तु गलगोटिका ॥ ( च. चि. अ. २३1१५५) 
अर्थात्‌ गलयोडिका दाह, तोद ( ब्यथा ), स्वेद एवं शोथ को 
उत्पन्न करती हे तथा इसी प्रसंग में अष्टांगसंग्रहकार का भी 
निश्नलिखित मत प्राप्त होता हे कि--गृइगोलिकया स्वेदतोद- 
श्वयथुदाद्दवान्‌ । wat च दशो दष्टस्य हृत्पीटायन्यिसम्मवः ॥ 
( अ. सं. उ. तं. अ, ४३ ) इति । 

शतपश्यस्तु-परुपा, कृष्णा, चित्रा, कपिला, 
पीतिका, रक्ता, सेता, अभिप्रभा, इत्यष्टौ; afrss 
शोफो वेदना दाहश्च हृदये, ख्रेतामिप्रभाभ्यामेतदेव, 
दाहो मूच्छों चातिमात्रं श्वेतपिडकोत्पत्तिश्य ॥ ३० ॥ 

< प्रकार के गोजर के नाम और उसके दष्ट के लक्षण-- 
झातपदी ( गोजर), परुपा, कृष्णा, चित्रा, कपिला, पीतिका, 
रक्ता, Hat, असिग्रभा, ये आठ होती हें। इनके कारने 
पर शोफ, वेदना तथा हृदय में दाह होता है। श्वेता तथा 
afar के दंश से दाह पव मूर्च्छा उपयुक्त रुचणों के 
साथ विशेषरूप से होते हैं तथा Ba वणे की पिडिकाएँ 
उत्पन्न होती हं ॥ ३० ॥ 

विमशः-चरककार ने शतपदी विप के weit का निम्न 
प्रकार से वर्णन किया हे यथा--दश्ञे स्वेद रुन दाइ कुर्याच्छत- 
पदीविषम्‌ ॥ ( च. चि, अ. २३।१५५ ) अर्थात्‌ शतपदी द्वारा 
दए पुरुप के दंदास्थान पर स्वेद, वेदना, दाह आदि लक्षण 
होते हॅ । अष्टाइसंग्रहकार ने भी लिखा है कि--पौत- शतपदी 
दाः स्वेदरु्रागशोफवान्‌ । अतसीपुष्पवर्णो वा पिटकात्रान्‌ भ्रम 
प्रदः ॥ (अ. सं उ. तं, अ, ४३ ) 

सण्डूकाः--कष्णः, सारः, SEA, हरितो, रक्तो, 
queaa पीतफेनागमश्च वक्त्रात्‌ , भ्रकुटी कोटिका- 
भ्यामेतदेव दाहश्र्दिमूच्छों चातिमात्रम्‌ ॥ ३१॥ 

८ प्रकार के मेढक का नाम और उसके दष्ट के छक्षण-भण्डूक 
(मेंढक ), कृष्ण, सार, कुक, हरित, रक्त, यववर्णाभ, 
सुकुटी, कोटिक ये आठ होते Fi इनके कारने पर दु में 
कण्डू ( खुजली ) होती है, पीछे रंग की झाग सुख से 
निकलती हे । स्कुटी तथा कोटिक से लक्षणा के साथ दाह, 
चमन तथा मूर्च्छा अधिक मात्रा में होती है ॥ ३१ ॥ 

विमर्शः--भाचाय ढल्हण ने व्याख्या करते हुए तन्त्रान्तर 
के पाठ का वर्णन करते हुए लिखा दै--अथ मण्ड्कोत्पत्तिः 
भूकुटीलक्षणव्य darts पठ्वते-'वर्षमाणे उजेच्छुक्त areas 


६४ 
oo 
महोरगः । ततः णरव-प्रतत्तार्या भूमी मण्डो अलस्य दि । तस्मिन 
सण्टोदके जाता मण्ड्कास्तेन सशिता* । मण्ड्को गोगतिस्नज्छ 
कोटिक" परिकीत्तित. । तेन दष्टस्य मरण नास्ति तस्य प्रतिक्रिया ॥ 
इति ॥ चरककार ने सविपमण्हूक दए के छत्तणों का निरूपण 
निम्नलिखित प्रकार से किया हे यवा -ण्कदष्टाटितः aa 
सरुम स्यात्पीतक सतृट्‌ । छदिनिंद्रा च मण्डुकः aliens 
णम्‌ ॥ (च, चि. जश २३६५३) अर्थात्‌ सविष मेढक के 
ढंश में एक ही दंप्ट्रा से दंश होता हे इसमें दवास्थात सूजा 
हुआ तथा वेदनायुक्त होता है। देह का वर्ण पीछा हो जाता 
है। प्यास छगती हे । वमन होता हे तथा निद्रा जाती है । 
विश्वम्मराभिदेटे दंशः सरपेपाकाराभिः पिडकासिः 
सङज्ञामिश्चीयते, शीतज्वरातेत्र yaar भवति ॥ ३२॥ 
विश्वम्भरा दष्ट के ठक्षण-- विश्वम्भरा नामक कीट फे काटने 
पर दंश सरसों के आकार की पं वेदना युक्त पिडिकाओं 
से पूर्ण रहता दै । तथा रोगी को ages ( जाडा देकर ) 
उवर आता हे ॥ ३२॥ 
अहिण्डुकामिद 2 तोददादकण्डुश्वयथवो भवन्ति 
मोक्ष; करडूभकाभिदेप्रे पीताइृश्‍छर्यतीसारज्वरादि- 
भिरभिहन्यते; शुङवृन्ताभिदष्टे कण्डूकोठाः प्रवर्धन्ते 
शाकं चात्र लक्ष्यते ॥ ३३ ॥ 


अहिण्डुका-कण्ड्मका-शकडन्ता के दष्ट लक्षण-भहिण्डुका 
के काटने पर तोद, दाह, कण्डू, arg और मूर्च्छा होती हे 1 
BERS काटने पर रोगी के अंग पीले पड जाते हैं। 
चमन, अतिसार, उवर आदि के कारण रोगी की ay हो 
जाती हे | wager के काटने पर कण्डू तथा कोट की 
उत्पत्ति होती दै तथा दंशस्थान पर शक ( डंक ) दिखाई 
पडता है ॥ ३३॥ 

पिपीलिकाः-स्थूलशीर्पा, संवाहिका, त्राह्मणिका; 
agian कपिलिका, चित्रवर्णति पट; ताभिदेररे दंशो 
वयथुरम्निस्पर्शद्ाहशोफो भवत: |) 39 ॥| 

६ प्रकार की चीटियों के नाम और उनस्ते दष्ट के छक्षण-- 
पिपीलिका ( चींटियाँ ), स्थूछक्षीर्पा, संचाहिका, चाह्मणिका, 
अंगुलिफा, कपिलिका और चित्रवर्णा थे छः प्रकार की होती 
हूँ। इनके कारने पर da में शोथ एवं अशि से जलने (दग्ध) 
की भाँति दाइ तथा शोथ होता हे ॥ ३४ ॥ 


सक्षिकाः--कांन्तारिका, कृष्णा, पिङ्गला, WE. 
लिका, कापायी, स्थालिकेत्येचं पट्‌, ताभिईएस्य 
कण्डुशोफदाहरुजो भवन्ति, स्थालिकाकापायीभ्या- 
सेतदेच श्यावपिंडकोरपत्तिरुपद्रवाश्च ब्यरादयो भवन्ति; 
कापायी स्थालिका च प्राणहरे ॥ ३५] 

६ प्रकार की मविद्धयों के नाम और दष्ट के छक्षण-- 
मविजर्यो-कान्तारिका, कुणा, पिङ्गा, मधूलिका, कपायी 
तया स्थाळिका ये छु. प्रकार की होती हैं । इनके काटने पर 
कण्डू (quel), शोफ, दाह, वेढना होती हे । स्थालिका 
कपायी से इन छक्षणों के साथ से श्यामवर्ण की पिडिकाओं 
की उत्पत्ति तथा ज्वर आदि उपड़व होते हैं । कपायी और 
स्थालिका नामक मक्खियाँ ्राणनाशक होती हैं ॥ ३५ ॥ 


सुश्रुवसंह्विता 


rE rn I DN ne nef SNAPS NNT NS “२५८५ Imes 
क्क 


दिसर्यः--चरककार ने मक्षिका दंश के लक्षणा को fra. 
दिखित रूप में कद्दा है कि--सबः प्रस्नाविणी घ्यावा दाहमृह्य 
उ्यरान्यिता-1 पिटिका मक्षिकाददे, तार्मा तु स्थगिमाड्यदत ॥ 
(च. चि. अ, २२१५७) मक्षिका से दष्ट स्थान पर श्याम 
चर्ण की पिडिकाएँ होती Yi इसमें से तत्काल ही स्राव 
होना प्रारम्भ हो जाता है। इस fest के साथ ही दाइ, 
मूर्च्छा आदि ज्वर ये लक्षण भी होते Et महिका मे से 
स्थगिफा नाम की मरणी प्राणहर है । चरकऊ़ारने सरभवत, 
agate स्थालिझा के लिए स्थगिका नाम का पाठ किया 
है ( आ्टांय संग्रह में भी कहा गया दे कि-प्रायेण afer 
नेत्रे दशन्ति sagem: । तद शो टाइकण्ड्मात्तासां तु स्थालिका 
त्यजेत nace पिटका ड्यावा खाबिणी भूयुपद्रवा ॥ (क्ष, स. 
उ. ततं, अ, ४३ ) र. 
मशकाः--सामुद्रः; परिमण्डलो, हस्तिमशक', 
कृष्णः, पार्वतीय इति पञ्च; Sewer तीत्रा कप्ददश- 
शोफश्र, पार्वेतीग्रस्तु PS: प्राणहरेस्तुल्यलक्षण:॥३६॥ 
५ प्रकार के मच्द्ररो के नाग और उससे दष्ट के लक्षात 
मशऊ ( मच्छर )~सादुद्र, परिमण्डछ, इस्तिमश्वक, कृष्ण 
और पार्वतीय ये पाँच प्रकार के होते दे । इनके काटने से 
तीब्र कण्डू भौर देशस्थान में सूजन होती दे । पार्वतीय 
मशक प्राणहर Wat के समान रुक्षण वाले होते हें ॥ ३६॥ 
विमदाः--मशक ( मच्छर ) दृष्ट के wa कहते हुए 
चरकफार fale कि--कण्ड्मान्मशकैरीपच्छोथः स्यान्मन्दः 
वेदन, | असाध्यकीटसद्शमसाध्यमशकक्षनम्‌ ॥ ( च, चि, अ, 
२३।१५६ ) मच्छरों के कारने से थोडा सा झोथ होतादे 
और इस शोथ में खुजली तथा मन्द वेदना होती है। 
असाध्य AGU के काटने पर लक्षण असाध्य कीर्टो के दंश 
के समान ही होते हैं । 
नखावङछ्ेऽत्यर्थं पिडकादाहपाका अवन्ति | 
जलौकसां दष्टलक्षणमुक्त चिकिस्सितं च॥ ३ 
नस से खरोंच ददो जाने पर उत्पन्न विष के लक्षण-नख से 
खरोंच देने पर अतिशय दाह, पाक तथा पिडिकाएँ होती 
हैं। जॉक के काटने के लक्षण तथा चिकित्सा (सूत्र स्थान में 
जळीकावचारणीय नामक अध्याय ) कह दी हे ॥ ३७॥ : 
चन्ति चात्र— 
गोवेरकः स्थालिका च ये 'च श्ेतान्निसप्रभे | 
wee कोटिकञ्चैव न सिध्यन्त्येकजातिपु (eli 
एक जातियों में असाध्य--एक जाति के कीटं में गोधेरक, 
स्थाळिका, श्वेता, अस्निप्रभा; weet और कोटिक नाम के ये 
कीर असाध्य माने गए हैं ॥ ३८ ॥ | 
विमशः--मण्हूकॉ की उत्पत्ति अथवा उत्पत्ति का जो 
भी रहस्य प्राचीनों द्वारा प्रतिपादित किया गया हो परन्तु 
इतना तथ्य तो अवश्य ही me होता दै कि सर्पशुक्र से 
इनकी उत्पत्ति होती दै। जन्य च जनक में समानता होने 
के कारण मण्डक भी as होते हैं। फिर मी मेंढकों में 
अधिकतर जातियाँ निर्विष ही होती हैं अत” चिकित्सा 
में मायः सुसाध्यता रहती दै। इसी प्रकार सविप तथा 
निर्विष भेद से मक्षिका सी दो प्रकार की होती हे । निर्विप 


अध्यायः ८ ] 


~ 


मम्खियाँ वरो में रहती हैं मौर आयः sedi भी अधिक 
हे परन्तु इनके दंश से कोई विष प्रभाव नहीं होता हे । 
पतश्चात्य विद्वानों तथा अन्वेषक ने भी कई aba महिकाओं 
का अनुसन्धान किया है, जिनके दंश से चिरकाळीन उवर, 
काला ज्वर (Kalazar) तथा सुपुत्ति ज्वर ( Sleeping 
sickness ) आदि होते हैं इनमें अफ्रीका महाद्वीप में पाई 
जानेवाली महाविषाक्त मक्षिका टिसीटिसी ( Tse Tee fy ) 
भी है इसके अतिरिक्त ( Aedes egypti) वा मरु मक्षिका, 
aftax ( Cantoridis) नाम की मक्खियाँ सी विषाक्त 
तथा अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण दोती हें। 
मद्ाकों अथवा मच्छरों के ऊपर भी पाश्रात्य वेज्ञानिकों ने 
बहुत अनुसन्धान किये हॅ उन्होंने विषाक्त मच्छुरॉ को 
तीन बड़ी बुडी जातियों (१) पुनोफिळीज ( Anophe 
1) (२) क्यूलेक्स (Culex) तया (३) स्टेयोमाया 
( 81९5००००१७ ) में विभक्त क्या दे। परन्तु इनकी तथा 
प्राचीन आचायों की विचार-सरणी में सेद यह है किं 
प्राचीन आचार्य मच्छरों को स्वत. विषाक्त मानते हैं जब 
कि अर्वाचीन चेंज्ञानिक उनको विषाक्त न मानकर विपाणुओं 
या जीवाणुओं का वाहक (Carrier) मानवे हैं! अनेक 
विचार से ये मच्छुर एक प्रकार के माध्यम ( Media, host ) 
होते हैं जो रोगननक sags का वहन करते हैं तथा 
अपने दुंशस्थान के भाग द्वारा प्राणियों में कीशणुओं का 
अन्वर्भरण (Inoculation or Injection) कर देते हैं 
जिसके परिणामस्वरूप विपमज्वर (Malaria) siz 
( F1८1 ) आदि रोग उत्पन्न होते टॅ । इत्यादि इत्यादि । 
- शवमूत्रपुरीयेस्तु. सविपेरवमशेनात्‌ | 
स्युः कण्ड्दाहकोठारु'पिडकातोदवेदनाः ॥ ३६॥ 
“अक्लेदवांस्तथा स्रावो ast संपाचयेत्त्वचम्‌ | 
दिग्वविद्धक्रियास्वत्न चथावदवचारचेत 1 ge ll 

, विषाक्त झव, मूत्र, पुरीष के aes होनेवाले लक्षण और 
चिशित्मा--विपाक्त शव, मूत्र, मळ आदि के स्पश से कण्डू 
( खुजली ), दाइ (जलन), कोठ ( चकत्ते, दुदोरे ), ad 
पिकाएँ, पिडिका, चोद्‌, वेदना, क्लेदोन्नता (कोथ या 
खडना ), खाव, स्वकपाक ( Celluhtis ) या ( Dermatitis ) 
आदि लक्षण होते हैं। इसमें विषाक्त शत्र आदि के लगने के 
समान चिकित्सा करे ॥ ३९-४० ॥ 

नासन्न न चोत्सन्नमतिसंरम्भवेदनम्‌ | 

दशादौ विपरीवार्ति कीटदर्श सुवाघकम्‌ ॥-११॥ 

gaara कॉट दष्ट के ळक्षग-जो दँश न तो aga दवा 

हुआ, और च बहुत उभरा हुआ तथा Aga Wage तथा 
रक्तवेण ( लाळ रंग ) चाला होता है, अतिवेदना युक्त तथा 
da के यारम्म में विपरीत पीड़ा वाळा होता है वह की 
साध्य होता है ॥ ४१ ॥ 


दष्टानुप्रबिषेः ate: सर्पवत्‌ समुपाचरेत 
विविधानां तु पूर्वेषां त्रेविध्येन क्रिया हिताः 1४२ 


sofat डीड at चिकित्ता--उभ्रविपवाले कीटो ( sitet ) 
के कारने पर सपंविष की भाति चिकित्सा करे । दर्वीकर, 


& ge He 


कल्पस्थानम्‌ 


६५ 


मण्डली, राजिसान्‌ शुक्रादि योनिभेद से पूर्वोक्त 
तीन प्रकार के कीटो की चिकित्सा भी चातादि भेद के 


अनुसार करे ॥ ४२ ॥ 


स्वेदमालेपनं सेकं चोष्णमत्रावचा रवेत्‌ | 
अन्यत्र मूर्च्छिताइंशाच्‌ पाककोथग्रपीडितात ॥9१॥ 
विपन्नं च fafa सवं चहुशः शोधनानि च] 


कीट द& में सामान्य त्रिकित्सा--स्वेदन, आलेपन तथा 
सेक आदि को उष्ण खूप में ही इनमे प्रयुक्त करे मूच्छिता- 
वस्था में, दंश के पाक होने पर केवळ शीतळ स्वेदन, आलेप 
च परिषेक का प्रयोग करे एवं सम्पूण विपन्न उपचार करे तथा 
पुन"पुनः शोधन कमं करे ॥ ४३ ॥ 
विमशः--आचाय ढल्हण उपयुक्त होक की व्याख्या 
करते हुए कहते हैँ कि--इदानीं सामान्यं चिकित्सितमाइ- 
स्वेदमालेपनमित्यादि । अन्यत्र मूच्छितादिति ! मूच्छित वर्जवित्वा, 
मूर्च्छिते न- कुर्यादित्यर्थः ।"**'*संशमनविधिं पाननस्याभ्यङ्गालेः 
पनपरिपेकाञ्चनादिकं वाताठदिविषदरद्रव्यकत्पितम्‌ । संशोधनानि 
चेनि । वमनविरेकास्थाएनानि, यथादोषमित्यष्याहारः॥ इति ॥ 


शिरीपकटुकाङुष्ठवचारजनिसेन्धवैः Heil 
&्षीरमजवसासर्पिःशुण्ठीपिप्पलिदारुपु | 
उत्कारिका स्थिरादौ वा gaat स्वेदने हिता 1४701 
वातादि-दोष विषहर स्वेद zat का निर्देश- शिरीष, कुटकी, 
कुष्ठ ( दूठ ), वच, हरदी, सँघानमक, दूध, मजा, वसा, 
थी, ais, पिप्पढी, दारुदरदी इनसे अथवा झाळिपर्णी आदि 
लघु पञ्चमल से बनाई उत्कारिका (ghee, उपनाह) 
स्वेदनाथ उत्तम होती है ॥ ४४-४५ ॥ 
न स्वेदयेत चादंश धूसं वक्ष्यामि वृश्चिके | 
वृश्चिक के दंश में स्वेदन-निषेष--श्श्चिक के दंझ में स्वेदन 
कर्म न करे परन्तु आगे कहां गया धूम देवे । 
अगदानेकज्ञातीषु प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ TH Neel 
ed वक्र वचा पाठा विल्वमूलं सुवर्चिका | 
गृहधूमं हरिद्रे & त्रिकण्टकविये fear gen 
त्रिकण्टक में कुष्टादि अगद--एक जाति वाले कीरों के लिए 
अयुक्त होने वाळे अगर्दो को अव यक्‌ पृथक कहता हँ । 
कूठ, तगर, वच, पाठा, विदवमूल, सुवचला ( gege ), 
गृहधूम, दरदी, दारुहरदी यह योय त्रिकण्टक विष में हितकर 
होता हे ॥ ४६-४७ ॥ 
UIA वक्र कुष्टं Ta! 
गलगोलिकदष्टानामगदो विषनाशनः 11४51 
गल्गोली विष में रजन्यादि अगद-- हरिद्रा ( हरदी), 
WEG, तगर, कष्ट Hs), पलाश वीज यह अगद गलु- 
गोलिका ( छिपकली ) के विष को नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ 
कुङ्कमं तगरं fra पद्मकं रजनीद्वयमू | 
अगदो जलपिष्टोऽयं शवपद्विषनारचः ॥४६॥ 
शनपदी विष में कुछुमादि अगद- केद्र, तगर, सहजन, 
quia, हृददी, दारहरदी आदि को जळ में पीस कर बनाया 


६६ 


गया अगद दातपदी (कनखजूरा या गोजर ) के विप को 
नष्ट करता हे ॥ ४९॥ 
मेषशृङ्गी बचा पाठा निचुलो रोहणी जलम्‌ | 
स्वेमण्डूकद्‌ष्टानामगदोऽय विपापहः ॥५०॥ 
मण्डुक विष में मेषशन्ञथादि- सेपश्ङ्गी ( मेढाश्यद्वी ), वच, 
पाठा, fags ( जळवेंत ), कुटकी, वाळक आदि के द्वारा 
बनाया अगद सभी प्रकार के मण्डूकों ( Heat ) के विष को 
नष्ट करता हे ॥ ५०॥ 


घवाश्वगन्धातिबलावलासातिगुहारुहाः | 
विश्वम्भरामिदष्टानामगदोऽयं विषापह' ॥५१॥ 
विश्वम्भरा विष में धवादि अगद--घाय ( धव ), अश्वरघा, 
अतिवला, चला, शालिपर्णी' तथा पृश्निपर्णी से बना अगद 
विश्वम्भराजाति के कीटों के चिप का नाशक दे ॥ ५१ ॥ 
शिरीषं तगर ad शालिपर्णी सहा निशे | 
अहिण्ड्काभिर्दटानामगदो विपनाशनः ॥४२॥ 
अहिण्डुका विप में शिरीपादि अगद- शिरीष, तगर, कूठ, 
शाळपर्णी, geal, हरदी और दारुहरुदी से बनाया गया 
अद्‌ अहिण्डुका जाति के कीरों के विप को नष्ट करता है ॥ 


कण्ड्मकाभिदष्टानां रात्रो शीताः क्रिया हिताः | 

दिवा ते नेब सिध्यन्ति सूर्यररिमबला दिताः man 
,_ कण्ड्मका-विप-चिकित्सा- कण्डूमका जाति के कीरं के 
दं में रात्रि में झीतळ उपचार करे क्योंकि दिन में सूर्य की 
किरणों से वळ पाकर यह फिर अच्छा नहीं होता ॥ ५३॥ 


चक्रं ङुष्ठमपामागेः शुकबृन्तविपेऊाद: | 
भ्रूद्ठस्वरसपिष्टा वा ऋष्णवल्मीकमृत्तिका een 
शुकइन्त-विष चिकित्सा--तगर, कूठ, भपामार्ग (चिरचिटा 
इनका अगद्‌ Baga कीर्टो के विप सें प्रयुक्त किया अ 
अथवा वांबी की काली मिट्टी को भांगरे के रस ( खुंगराज 
स्वरस) में पीसकर दुंदास्थान पर लेप करे ॥ ५४॥ 


पिपीलिकाभिदेष्टानां मक्षिकामशकैस्तथा । ˆ 
WAT युत्तो लेपः कुष्णवल्मीकमृत्तिका ivy 
पिपीलिका मक्षिका मशक विष चिकिग्सा-चींटी तथा aad 


व मच्छर के काटने पर वाम्वी ( वल्मीक) की काळी मिट्टी 
को गोमूत्र में मिलाकर Bq करे ॥ ५५॥ po 


नखाबघृष्टसंजाते शोफे waa हितः। 
प्रतिसूयकद॒ष्टानां सपेदष्टबदाचरेत्‌ | 
नख से खरोंच लगने व प्रतिसूर्यक दष्ट की चिकित्सा--नख से 
eit BT ठ उत्पन्न शोथ में भ्द्धराज-स्वरस का 
प्रयोग उत्तम होता हे । तथा अतिसूर्यक के दश में सर्प 
की चिकिरसा करे ॥ ५६ ॥ = तक्र TES 
त्रिविधा वृश्चिका' प्रोक्ता सल्द्सध्यमहाविषा: 112६ 
गोशकृत्कोथजा सन्दा मध्याः काप्ठेष्टिकोड्धवा: | 
सपकोथोद्भवास्तीदणा ये चान्ये विपसंभवाः ॥५७॥ 


य re EN TC pre OT error mI POI RPO vee 
"४४४४५४४४४४ TIT (1 ४ 


PIE EE TI SES ES TF TTS See eo 


वृश्चिक की उत्तत्ति-विच्छू तीन प्रकार के कहे THE 
(१) मन्दविप, (२) मध्यविष तथा (३) मद्दाविष । गाय के 
गोवर के सडने से उत्पन्न होने चाले विच्छू मन्द चिप वाले, 
काठ व इंट के सबने से उत्पन्न होने वाले विच्छू भध्यविष तथा 
सपं के मृत दारीर से उत्पन्न होने वाले विच्छू तीन विष वाले 
होते हैं तथा अन्य जो भी विच्छ दूसरे faci से उत्पन्न होते 
हॅ चे भी तीब्रविष वाले होते हैं ॥ ५७ ॥ 
विमशंः--गोवर कण्डे ( गोहरी ) आदि फे इकट्ठे करने 
के स्थान पर होने वाले बिच्छ मन्द विष चाले होते हैं क्योकि 
गोवर के सड़ने से तथा बिच्छू की उत्पत्ति से कोई तार्य 
नहीं निकलता इसी प्रकार ईट च लकडी भादि के रखने के 
स्थान पर मिलने वाले दिच्छू mafia वाले माने जाते ह 
तथा सपं आदि विपाक्त चस्तुओं के स्थानों के आस पास 
पाये जाने वाळे विच्छू तीन fia वाले कहे जा सकते हैं| 
कई विद्वानों ने उपयुक्त छोक को निम्न प्रकार से ग्रहण 
किया है-सपंकोयोद्भवारनीबा दिग्धविद्धविपैदते । कोथे मध्य 
गवादीनां शकूव--कोथे5वराः स्मृता ॥ द्वति ॥ 
सन्दा ' डादश भध्यास्तु त्रयः पञ्चदशोत्तमाः। ' 
दश बिशतिरित्येते संख्यया परिकीर्तिताः ॥५०८॥ 
बृश्चिक सख्या- चिच्छू तीस (संख्या में) माने गये 
गए हैं, इनमें ane मन्दविष वाले, तीन मध्यम विप वाले 
तथा पन्द्रह तीब्र विप वाले कहे जाते हैं ॥ ५८ ॥ 

, विमशंः-<भाचाय गयदास २७ संख्या मानते हुए लिखते 
है कि--त्रयोदश प्राणइराखयो मध्यातथाऽपरे । मन्दवीर्या दशकश्च 
वृश्चिका विषवेदिमिः॥ सप्तर्विशतिरित्येते संख्यया परिकीत्तिता ॥ 

विच्छू एक चिपेळा प्राणी दै तथा इसकी अनेक जातियाँ पाई 
जाती हैं। कुछ जातियों के दंश से रोगी को कए तो बहुत 
होताहै किन्तु उनकी azar डर नहीं,रहता दै, पेसे बुश्चिक- 
दृशा को रुजाकर ( वेदुनोत्पादक ) भान सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त कुछ Reg ऐसे भी पाये जाते है जिनके, oz 
सारते ही शरीर का मांस गळ nes गिरने लगता हे! 
तथा रोगी की ag हो जाती है, ऐसे grat को सद्योमारक 
अथवा प्राणधातर्क की कोरि में रखा जा सकता है । Reg के 
काटने पर दृश स्थान से कुछ ऊपर अंगों में कई वन्ध छगा 
दिए जाते हैं, जिनसे विप का प्रसार ' ऊपर की ओर न होने 
पावे क्‍योंकि सर्पविष के समान ही विच्छ के विप का 
स्वभाव ऊध्वंगामी होता हे । किन्तु इन दोनों कीटो के विष में 
aaa वड़ा अन्तर यह है कि सर्पदंश में पीडा नहीं होती जव 
कि विच्छ के विप में पीडा की पराकाष्ठा हो जाती है । इसी 
लिए लोकभापा में एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि "सांप का 
काटा सोवे । विच्छू का कारा रौवे v और वास्तव में सर्पदंश 
सें निद्रा एवं तन्द्रा झुख्य लक्षण होते भी हैं। वृश्चिक 
विष का प्रधान प्रभाव नाडी-संस्थान पर होता है अतः तीब्र 
विष की अवस्था में अन्य स्थानों के दंश होने पर'भी, 
मस्तिष्क तथा नादियों के द्वारा हृदय, नासिका, जिह्वा आदि 
अर्यो में कम्प, स्तम्भ आदि विकृतिया दृष्टिगोंचर' होती हैं 
किन्तु यह स्थिति प्रायः घातक होती है । विच्छ के पुच्छ 
naa ( पूछ चाले भाग ) में दो विपगर्भ-मम्थियां होती हैं । 
डक मारने से इन थेलियो का विप दुश द्वारा दोता हुआ 


अध्याय" ८ | 


कहपस्थानै 


६७ 


da स्थान में प्रविष्ट हो जाता है जिसके फलस्वरूप दंशस्थान 
में तीब्र पीड़ा होती है। अन्य सार्वदेहिक लक्षणा में उवर 
तीन से छुः दिनों तक हो सकता है। इसके अलावा पेट में 
भयंकर शूळ, वमन तथा अतिसार आदि waa भी हो 
सकते हैं। नाडीमण्डळ के प्रभावित होने पर सर्वाद्वीण स्वेद 
प्रवृत्ति, एवं पेशियों में उद्वेष्टन ( Muscular cramps ) आदि 


यस्येतेपामन्बयाद्यः प्रसूतो 

दोषोत्पत्ति तत्स्वरूपां स कुर्यात्‌ ॥६२॥ 
जिह्वाशोफो भोजनस्यावरोधो 

मूच्छौ चोमा मध्यवीर्यामिद्‌ष्टे । 


मध्यविष वृश्चिका के नाम, लक्षण तथा कर्म-सध्यम विष 


होते हे । ये उद्देशन अधिकतर गले तथा अधोहनु की पेशियों | वाले विच्छू लाळ, पीत ( पीछा ) तथा कपिल वणे के होते 


में इश्गोचर होते हे। यदि विप बहुत ही तीब्र है तो आगे 


। इनका उद्र कृष्ण वर्ण का होता हे । इनकी पूंछ पर तीन 


चलकर श्वासावरोध (4570951), तथा संन्यास (Coma) के | पवे ( जोड ) होते हे । दर्वीकर, मण्डली तथा राजिमान तीन 


: ड्ने 
के कारण होने वाळी ag की अतिशत ( Percentage ) | जो उत्पन्न होता है। वह HEE उसी के अनुसार दोपोस्पत्ति 


अधिक पाई जाती है। 


कृष्णः श्यावृ. HAT? पाण्डुबर्णों 
गोमूत्राभः कर्कशो मेचकश्च | 
पीतो धूम्रो रोमशः शादबलाभो 
रक्तः खेतेनोद्रेणेति मन्दाः ॥५६॥ 
युक्ताश्चैते वृश्चिकाः पुच्छदेशे 
स्यु्भूयोभिः पर्चेमिश्चेतरेभ्यः | 
एमिदेष्टे वेदना वेपथुश्च 
गात्रस्तम्भः कष्णरकागमश्च ।।६०।! 
mame वेदना चोथष्वेमेति 
दाहस्वेदौ दंशशोफो ज्वरश्ध | 


मन्दविष वृश्चिका के नाम, लक्षण तथा कर्म--क्ृष्ण, श्यात्र, 
edt, पाण्डुवर्ण, गोमूत्राभ, क्कश, मेचक, पीत ( पीछा ), 
धूम्रवर्ण, रोमश, ager ( हरी दूब के वर्ण का) तथा 
छाल ये बारह वृश्चिक उदर से श्वेत होते हे तथा ये az 
विष वाले विच्छ हें । ये विच्छ दूसरे विच्छुओं की अपेक्षा 
पुच्छ प्रदेश पर वहुपर्वान्वित होते ह, इनकी पूंछ पर 
घहुत से जोड़ होते हैं, दूसरे प्रकार के इश्चिकों पर इतने 
अधिक पर्व नहीं होते । इनके दृश से वेदना, कम्पन, गात्र- 
स्तम्भ, काले रक्त की प्रबृत्ति होती है। हाथ पेर आदि में 
दंश होने पर वेदना ऊध्वंगामी होने के कारण ऊपर की भोर 
चढ़ेती हे तथा दाह, स्वेद, दुंशस्यान पर शोथ तथा ज्वर 
होता है । 
` चिमशः-कहीं कहीं पर निञ्गछिखित पाठान्तर भी 
मिळता है, यथा--*इवेतोदरो रोमशः शाह आमो रक्तश्वेते मन्द” 
वीर्या मतास्तु 7 इति । आचार्यं ढल्हण ने उपर्युक्त शलोको 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि--कृष्णादयो द्वादश,पि इवेने- 
नोदरेणोपलक्षिता वेदना चोध्वंमेतीति त्रिविधानामपि वृश्चिकाना 
सामान्यळक्षयमत्र प्रायोवृत््याऽमिद्दितम्‌ 1 व्युर्भूयोभिः प्वमिश्वेतरेन्य 
इति । इतरेभ्यो मन्दविषा वृश्चिका भूयोमिर्वहृतरेः पर्वमिरुपलक्षिता 


भवेयुः इत्ति ॥ 
रक्तः पीतः कापिलेनोद्रेण 
सर्वे धूम्राः प्वेभिश्च त्रिभिः स्युः ॥६१॥ 
एते मूत्रोश्वारपूत्यण्डञाता 
मध्या ज्ञेयाद्विप्रकारोरगाणाम्‌ | 


को करता है। जिह्वा सें शोथ, भोजन का अवरोध, तथा ata 
मूर्च्छा, मध्यवीय वाले विच्छुओं के daa से उतपन्न होती है ॥ 
शधेनश्चित्रः शयामलो लोहिताभो 
रक्तः श्वेतो रक्तनीलोदरौ च ॥६३॥ 
“पीत्तोऽरक्तो नीलपीतोऽपरस्तु 
रक्तो नीलो नीलशुङस्तथा च | 
TH TY: Wage 
यश्थापर्वा पर्वेणी द्वे च यस्य ॥६४॥ 
नानारूपा वर्णतश्वापि घोरा 
जञेयाश्चैते वृश्चिकाः प्राणचौराः | 
जन्मेतेषां सर्पकोथात्‌ प्रदिष्टं 
देहेभ्यो बा घातितानां बिपेण ॥६५॥ 
ufies सपवेगश्रवृत्तिः 
रुफोटोत्पत्तिश्रान्ति दाही ज्वरश्च | 
सेभ्यः कृष्णं शोणितं याति तीवर 
तस्मात्‌ ग्राणस्त्यव्यते शीघ्रमेब ॥६६॥ 


तीक्ष्ण विप बृद्धिको के नाम, लक्षण तवा कर्म-श्वेत, चित्र 
(रङ्गविरङ्गा), श्यामल, छोहिताभ, रक्तश्वेत, रक्तोद्र, 
नीलोद्र, पीछा लाळ, नीरा पीछा, लाल नीला, नीळश्वेत, 
THA, पूछ पर एक पर्व वाला, पूंछ पर पर्वरहित, दो पव 
वाळे इस प्रकार नाना भाकृति एवं वर्ण चाळे भयानक विच्छू 
प्राणहर माने जाते हैं । इनकी उत्पत्ति सपा के सडने से अथवा 
विष से स्त प्राणी के शारीर से होती हे! इनके कारने पर 
सर्पविप-वेग के लक्षण, स्फोरों ( छाों ) की उत्पत्ति, आन्ति, 
दाह तथा उर आदि लक्षण होते हैं। तथा रोमकूर्पो या नाक 
व सुख से कारे रंग का रक्त घेग से ( तेजी से) निकलने 
लगता है अत' रोगी afta ही प्राण व्याग देता दे ॥ ६३-६६ ॥ 

विमशा--चरककार ने भी विच्छू के कारने के साध्य व 
असाध्य छचणों का वर्णन निन्न प्रकार से किया है, यथा-- 
दहत्यपिरिवादी तु मिनत्तीवोष्वमाशु a) बृद्चिकस्य विष याति 
aa पश्चात्तु तिष्ठनि॥ दष्टोड्साध्यस्तु ददघागरमनोपतो नरः । 
मासैः पनद्भिरत्यर्थं वेदनार्तो aging ( च० fae ae 
२३।१४९-१५०) अर्थात्‌ विच्छ का विप प्रारम्भ में अप्ति के 
ata दाह तथा Aa के सच्ण पीटा को उत्पन्न करता दै । 
यह दीघर ही ऊपर की भोर बढ़ता है परन्तु बाद में दुशस्थान 
पर आकर ठहर जाता हे । तथा प्राणहर चृश्चिक के दंश से 


8G 


शुत संहिता 


हृदय, नाक और Par अपना काम करना बन्द कर देते हैं, 
मांस गळ गळकर झड़ने ( गिरने) लगता दे तथा वह मनुष्य 
वेदुनाओं से पीडित होकर प्राणों का त्याग कर, देता है। 
अष्टाइहदयकार ने भी वृश्चिन-विप का वर्णन करते gt 
लिखा हे-वृश्चिकस्य विषलक्षणम्‌-भादौ दइति वहिवत । ऊध्व 
मारोद्दति क्षिप्र दशे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ ( अ० Ee उ० तं अर Re ) 
निन्नलिखित कोएक में त्रिविध वृश्चिको के पार्थक्य का दिग्दशंन 


कराया गया हे!-> न 


SPRL PPD PII PAPAL 


वृश्चिक ३० ) 

उम्रचिप (१५) eatin (३) मन्दविष ( १२) 
(सपंअथवाविप- (ईटतथालकद़ी (गोवर तथा कंडे 
शुष्टप्राणीकेकोथ से उत्पन्न होने से उत्पन्न ) 
अस्त शारीर से ad) 
उत्पन्न ) , 
अभतिवर्ण, दो या धून्रवर्ण, कृप्णपाद पीले, श्वेत, काले, 
एक पर्व के लाळ, वाले तीन पर्व के रूक्ष, मेचकवर्ण के 
काले या सवेत वभ्रतथा लालिमा रोमयुक्त एवं बहु 
उद्र के। युक्त चित्रित । पर्वान्वित । 
एक या हीनपर्वा पुच्छरमेंतीन पवे पुच्छ में बहुत पर्व 
न्वित (पुच्छमे)) होते हैं। होते हैं। 

प्रायः सभी विच्छ पुच्छ युक्त होते है। उनके पुच्छ में 
कई सन्धियां या पर्व बने होते ह और पुच्छ के अन्त में एक 
शूक ( सूचीवत्‌ ) के समान कांटा होता है जिसे तुण्ड कहा 


जाता हे । इस तुण्ड के द्वारा ही विच्छ डंक मार कर अपना 
विप प्राणी के दंश स्थान में भर देता है । इस तुण्ड को भाळ 
भी कहा जाता है। वृश्चिक आळविप वाळा माना जाता है 
क्योंकि इनके सुख में विप का अधिष्ठान न होकर तुण्ड 
अथवा आल सें होता हे इसलिये बिच्छू द॒श नहीं करता 
वरच्‌ प्राणी के अग को अपने तुण्ड से विद्ध करता है। 
उप्रमध्यविपेदं्ं चिकित्सेत्‌ सर्पदषटनत्‌। 
आदंशं स्वेदितं चूर्णैः अच्छित प्रतिसारयेत्‌ ॥६७। ' 
रजनीसेन्धवव्योपशिरीपफलपुष्पजै. | 
उम्र-मध्यविष वृश्चिक-दष्ट की चिकित्सा-- तीम्र तथा मध्य 
चिप चाले बिच्छुओं के काटने पर सपंदृ्ट की भांति ही 
चिकित्सा करे। दृश के चारों ओर स्वेदन करके तथा उस 
स्थान को पोछु कर, Tae, सेन्धानमक, त्रिकुट (iz, मरिच, 
पीपछ ) शिरीप के फळ तथा घुष्पों के चूर्ण से दंश ( विद्व) 
स्थान पर प्रतिसारण करे या घर्षण करे था रगडे Neon | 
विमशं.--चरककार ने eget के विप की प्रकृति 
बताकर उसकी चिकित्सा-विधि का सुन्दर tp 
है, कि-वातोस्त्रणविपा' प्राय उचिरिझा सबृद्चिका । बातपित्तो-! 
खणा. कीटा इलैप्मिका कणभादय ॥ (च चि. अ. २३१६४) 
wate उद्चिटिद्र तथा बिच्छुओं का चिप प्रायः चातप्रधांन, 
फौर्ये छा विप चातपित्त-प्रधान और कणभ आदि का विप 
फफप्रधान ( छेप्मिक ) होता हे! इसलिए विच्छू और 
उन्निद्र को छोटकर शेप सभी छीर सब स्थानों पर पहुँचे 


Sy 


हुए fiat में प्रायः शीतोपचार हितकर होता है, यथा-- 
विपेष्वपि च सर्वेषु सवस्थानगतेषु च। अवृद्चिको न्विरिङगपु प्रायः शोतो 
विषिहितः॥ ( च, चि, अ. २३।१७१ ) अतः वृश्चिक-दृष्ट की 
चिकित्सा fa प्रकार से करनी उचित होती है, यथा-- 
वृश्चिके स्वेदमभ्यङ्ग घृतेन लवणेन च । सेकांश्रोष्णान्मयुजीत 
भोज्य पान च सर्पिप.॥ ( च. चि, अ, २३।१७२ ) अर्थात्‌ 
विच्छ के दंश मे स्वेद, घी और सेंधानमक को मिलाकर 
अभ्यङ्ग तथा घी भौर संधानमक को मिश्रित कर गरम 
परिपेचन करना चाहिए तथा खान-पान आदि में घो का 
अधिक प्रयोग ati अष्टाद्व-सम्रहकार ने भी चिकित्सा 
सिद्धान्त का वर्णन करते हुए निर्देश किया है, कि-ळवणोत्तम 
युक्तेन सर्पिषा वा पुन. पुन. । faa *' था (भः सं 
उ. तं, अ. ४३ ) वृश्चिक दंग (Scorpion bite) के लक्षण 
च चिकित्सा का वर्णन आधुनिक चिकित्सा दाख में निन्त 
प्रकार से दिया गया है। चिच्छू के da से बाल्यावस्था में 
रोगी की ay हो सकती है eka स्थान से प्रारम्भ होकर 
उध्वंदिशा की ओर पीड़ा का प्रसार हो जाता हे । वमन, 
भाक्षेप ( Convulsions ), तीब्र ज्वर, प्रस्वेद्‌ ( Sweating ), 
उद्वेष्टन ( Oramps) तथा चेतनानाश ( Unconsious- 
ness) आदि लक्षण होते हैं। स्थानिक चिकिर्सा-दुशित 
स्थान को काटकर यदि उनका कोई भाग शरीर में रह गया 
हो तब उसको निकाल देना चाहिए । afta स्थान पर 
छाइकर एमोनिया फोर्ट ( Liq Ammon 40795 ), की पुक 
बूँद लगाने से पीडा कम हो जाती है। तथा दशित स्थान 
को पोटाशियम परमैगनेट के घोळ से धोना चाहिए । इनके 
अतिरिक्त सद्यः लाभप्रद कई प्रकार के इडा स्वतन्त्र नाडी- 
Ase की क्रिया को पराभूत करने वाळे ( Sympathetic 
1001107 ) थोगों का व्यवहार करना चाहिए । चूँकि 
वृश्चिक विप ors प्रतिक्रिया ( Acid reaction) का होता 
है, अत. चारों या चार-प्रतिक्रिया वाळे zeit का प्रयोग 
शीघ्रता से उसका शामक हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
सज्ञाहर get के उपयोग से भी सथः छाम होता है। 
संज्ञाहर दुर्व्यो के प्रयोग :--नोवोकेन ( 9०४०००००९ ) २% 
का २ ete ete घोळ या सोडीवाई कावे (Sod: bi carb ) 
के २% घोळ की सी० सी० की मात्रा सूचिकाभरण द्वारा 
दंशित स्थान के चारों ओर प्रवेश (Infiltration ) करने 
से पीड़ा का शमन होती है। क्योंकि इस क्रिया से वहाँ 
की सावेदूनिक नाडियाँ संज्ञाहीन हो जाती हैं, अतः वेदना 
का अनुभव रोगी को नहीं होता । परन्तु यह लाभ भएप 
काळ तक ही ,रहता हे । आधे घण्टे के वाद कभी-कमी 
पुनः वेदना शुरू हो जाती है। ऊसिका ( Serum ) चिकित्सा 
विशिष्ट ऊसिक्रा की ५ सी० सी० पेशीमार्ग (Intra musou- 
lar) से सूचिकाभरण करना चाहिए। तारपीन का तेल, 
Raz, Sax आयोडीन व सर्पप ae के मिश्रण का अभ्यङ्ग 
भी orang होता हे तथा छोरोफार्म (Chloroform ) के 
द्वारा वृश्चिक विद्ध रोगी को आंशिक संज्ञाहरण (1287४) 
Anaes thesia ) करना चाहिए। इससे रोगी तत्काल चड्ढा 
दो जाता है, उसका रोना-धोना जाता रहता है। अन्य 
चिकित्सा--तियंक्‌ ( 71५०५ ), लेक्सिन (Lenin) आदि 


श्रेध्यायः ८ | 


HET, ६६ 


का प्रयोग करने से भी लास होता है तथा “निपात 
( Collapse ) आदि की भी उपयुक्तचिकित्सा करनी 'चाहिए । 
अर्वांचीन काळ में एक सिद्ध प्रयोग पोटाशियंम ' परमेंगनेट 
att टार्टरिक या साइट्रिक एसिड ( Citric Acid ) (का 
है। इन दोनों के चूर्णा को अलळग-अळग, रखना चाहिए। 
बिच्छू के दंश स्थान पर पहले पोटाशियम परमैंगनेट, का 
थोडा चूर्ण रखे वाद में उसी के ऊपर ages एसिड का 
चूर्ण छोडे तथा बाद में उसके ऊपर पानी की एक या दो. Ge 
डाले। ऐसा करने से वहाँ पर एक फुदकन तथा उभार 
बनेगी एवं eg का विप maa हो जायगा। इसी'प्रकार 
दंश स्थान पर पोटाश के कुछ कण रखकर aed रंस 
का एक या दो वंद टपकाने से भी यही क्रिया होती है और 
वृश्चिक दंश में सद्य लाभ होता है किन्तु यदि दुंशस्थान 
का ठीक पता न रहे तब यह योग उतना लाभकर नहीं होता। 


` मातुलुङ्गामुगोमूत्रपिष्टं च सुरसाम्रजम्‌ IRS 
लेपे, स्वेदे सुखोष्णं च गोमयं हितमिष्यते। - 
पाने क्षौद्रयुतं सर्पिः क्षीरं वा बहुशकंरम्‌ 11६६) 


सुलसी के पत्तों को बिजौरा नीबू के रस तथा गोमूत्र 
में पीसकर लेप करे । स्वेदन के लिए सूखे गोवर से सुहाता 
हुआ गरम सेक देवे। पीने के लिए धी को मधु कें साथ या 
प्रचुर मात्रा में शर्करा मिश्रित दूध ढे ॥ ६८-६९॥ 
दंशं मन्दविपाणां तु चक्रतेलेन सेचयेत्त्‌ | 
बिदारीगणसिद्वेत सुखोष्णेनाथवा पुनः ॥७०॥ 
कुयी्चोत्कारिकास्वेदं Roser । 
गुडोदकं वा सुहिमं चातुर्जातकसंयुतम्‌ «शा 
पानमस्मै प्रदातव्यं क्षीरं वा खगुर्ड हिमम्‌ | 
शिखिङुक्कुटबहीणि सैन्धवं तेलसपिंपी ॥७२॥ 
धूमो हन्ति प्रयुक्तस्तु शीं वृश्चिकं बिषम्‌ | 
कुसुम्भपुष्पं रजनी निशा वा कोद्रवं एणम्‌ ॥४३॥ 
एमि्षुताक्तेथूंपस्तु पायुदेरो प्रयोजितः । 
नाशयेदाझु कीटोत्थं वृद्चिकस्य च यद्विषम्‌ ॥७४॥ 
मन्दविष वृश्चिक-दश को चिकित्सा-मन्द विष चाळे 
बिच्छुओं में कोल्ह के ताजे ते से परिपेक करे अथवा 
विदारीगण से सिद्ध तैळ से सुद्दाता हुआ गरम सेक करे । 
शिरीपादि विपहर द्या से बनाई उरकारिका से स्वेदन करे! 
fma qeat से उपनाह बाँधे। दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नायकेदार से मिले शुड के बर्वत को बहुत ठण्डा 
करके पीने को दे अथवा Teas दूध को ठण्ढा करके पीने 
के लिए देना चाहिए। मोर, Bat के पंख, संघानमक, 
घी इनका Ger ( धूम ) विच्छ के विप को शीघ्र नष्ट करता 
डे । कुसुम्भ के फूळ भौर हल्दी अथवा हरदी और कोद्रव 
तृण ( कोदो घास ), इनको घी में मिलाकर युदा प्रदेश पर 
किया गया घूस कीट के तथा विच्छू के विप को श्रीघ्र ही 
नष्ट कर ढाळता है ॥ ७०-७४ ॥ 


लूताविषं घोरतस दुर्विजेयतम॑ च Ta! 
दुश्चिकिस्स्यतमं चापि भिपग्मिसन्दवुद्धिमिः ॥७श॥। 


wont विष की धोरतरता का कथन<-मकडी का विप अति 

भयानक तथा कठिनाई से ज्ञाना जांता है तथा मन्द बुद्धि 
वाले dat द्वारा उसकी वडी कठिनाई से चिकित्सा की जा 
सकती है ॥'७७॥ ' ` ' ` ' 

"सविषं निर्विषं चेतदित्येबं परिशङ्कते । 
विषन्नमेव _कतव्यमविरोधि यदौपधम्‌ ॥५६॥ 
अगदानां हि संयोगो विपजुं्टस्य goat | 
निर्विपे भानवे युक्तोऽपदः संपद्यतेऽसुखम्‌ ॥५५७॥ 
तसमात्‌ सर््रयल्लेन ज्ञातव्यो बिपनिश्चयः | 

' अज्ञात्वा विषसङ्भावं सिपग्व्यापादयेन्नरम्‌ isi 

अगद प्रयोग के लिए विष के निश्चय ज्ञान की आवश्यकता 

ae विपजुष्ट हे अथवा निर्विष दै, यह शङ्का जब मन में 
उठे तो उसमे विपनाशक एवं रस आदि धातुओं का 
विरोध न करनेवाली ओपधि का प्रयोग करना चाहिए । 
fiage व्यक्ति में ही अगर्दो का प्रयोग उत्तम है। विपरहित 
मनुष्या में भगदों के प्रयोग से कष्ट होने लगता है, अतः 
पूर्णख्पेण सभी यल च प्रथलादि से जव विप का प्रयोग 
हुआ हे तथा यह प्राणी विपञुष्ट है यह निश्चय हो जावे तब 
ही अगदादि का प्रयोग करना चाहिए । विप की उपस्थिति 
को न समझता हुआ वैद्य उस विपज्ञुष्ट मनुष्य को निर्विष 
जानकर चिकित्सा न कर मार देता है ॥ ७६-७८ ॥ 


प्रोद्धिद्यमानस्तु यथाडुरेण न व्यक्तजातिः प्रविभाति वृक्षः। 
तद्॒इरालक्ष्यतमं हि तासां विपं शारीरे प्रबिकीर्णमात्रम्‌ ॥ 

बता विष की दुविज्षेयता- उद्निधमान (get हुए) 
अंकुर से जिस प्रकार ge, किस जाति का होगा, का पता 
नहीं चलता, इसी प्रकार मकड़ी का विप शरीर में थोडी 
मात्रा मे फैला हुआ भी बढ़ी कठिनाई से ही जाना जा 
सकता है ॥ ७९॥ 
इंषत्सकण्डु प्रचलं सकोठमव्यक्तवर्ण प्रथमेऽहनि स्यात्‌ | 
अन्तेषु शूनं परिनिम्नमध्यं प्रव्यक्तरूपं च दिने द्वितीये ॥ 

व्यहेण GENIE रूपं 
विपं चतुर्थेऽहनि कोपमेति | 
अतो5धिके5हि प्रकरोति जन्तो- 
विंपप्रकोपप्रभवान्‌ विकारान्‌ ॥८१॥ 

षषे दिने विप्रसवतं तु स्वीच मर्मभ्रदेशान्‌ भ्रशमाइणोति | 
तत्‌ सप्षमेऽत्यर्थपरीतयात्रं व्यापादयेन्मरत्यमतित्रबद्धम्‌ ॥ 

wat विप का ७ दिनों में पृथकू-पथक्‌ लक्षण--मकडी का 
विष प्रथम दिन अरुप कण्डू वाळा, sae (व्यापक, फेलने 
चाळा), कोठ्युक्त एव अव्यक्त वर्ण (अस्पष्ट रग) का 
होता है । दूसरे दिन थह किनारों पर सूजा तथा चीच में 
( मध्यभाग में ) दवा हुआ तथा स्पष्ट छक्षणों चाळा हो 
जाता है । तीसरे दिन और भी स्पष्ट हो जाता दै। चौथे 
दिन यह विप प्रकुपित होता दे ओर इसके वाद के दिन से 
विषप्रकोपज्ञन्य रोगों को मनुष्य में उत्पन्न करता है । 
छुठे दिन यह विप सम्पूर्ण देह में फेलकर सभी ममं प्रदेशों 
को विशेष रूप से aga कर लेता है। फिर सातवें दिन 


७२ सुश्ठुतसंहिता 


ओर पाण्डुवण at, पिढिकाओं से युक्त, दाहयुक्त, क्लेदयुक्त, 
किनारों पर, छाळ तथा रक्तथुक्त होता ह । इसमें बाळक, 
चन्दन, उशीर (खस), पद्माख से निर्मित किए गए 
अगद्‌ का प्रयोग करे तथा अजन, water (श्लेप्मातक ), 

तथा amas ( आमडा) की छाछ को पानी में विष 
कर लेप करे ॥ ११३-११४ ॥ 


faa, कसन]दशाद्रुधिरं शीतल खवेत्त । 
'कासश्वासी च तत्रोक्तं रक्तळूताचिकित्सितम्‌ ॥११५॥ 


' ¦ कसनादष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कसना लता के दृश में 
पिच्छिल ( चिपचिपा) तथा शीतळ रक्त की प्रवृत्ति होती 
हे तथा इसमें कात, श्वास आदि लक्षण भी उत्पन्न होते हैं 
अतरः इसके दृश में waa के प्रसग से वर्णित चिकित्सा 
काप्रयोग करे ॥ ११५ ॥ 


पुरीपगन्धिरल्पास्क्‌ कृष्णाया दश एर तु । 
ज्वरमूच्छोबमीदाह्यकासश्वाससमन्वित ॥११६॥ 

'तत्रेलावक्रसपोश्चीगन्धनाकुलिचन्दने | 
सहासुगन्धिसहितेः मत्याख्यायागदः स्मृतः ॥११ण। 
कृष्णादष्ट के लक्षण और चिकित्सा--कृष्णा छता का दंश 
मळ की गन्ध वाळा, अदपरक्तान्वित, ज्वर, मूच्छ, वमन, 
दाह, कास च श्‍वास आदि waits युक्त होता है। इसमें 
इलायची, तगर, सर्पाची, राखा, चन्दन से निर्मित' योग 


को महासुगन्थि अगद के साथ असाध्य कह कर प्रयुक्त 
करे ॥ ११६-११७॥ ` 


दंशो दाहो$मिंबक्रायाः स्रावो5त्यथ ज्वरस्तथा | 
'चोपकण्ड्रोमहषो दाहविस्फोटसंयुतः ॥११८॥ 
कुष्णाप्रशामचं तात्र प्रत्याख्याय प्रयोजयेत्‌ | 
सारिवोश्रीरयष्ट'धाह्ृत्ञन्दनोत्पलपद्मकम्‌ ॥११६॥ 


० / अञ्निवक्रादष्ट के 'लक्षण और चिकित्सा- भप्निवक्रा लता के 
दंश में दाह 'अतिशय' ara, उवर, चोष, कण्डू, रोमाञ्च, दाई, 
विस्फोट (छाले ) होते हैं। इसको भी असाध्य कहकर ही 
कृष्णां लूता के विप के असग में कही गई चिकित्सा का 
प्रयोग करे त्तथा सारिवा, aa, सझुलहटी, चन्दन, कमळ, 
पाख का AAT करावे ॥ ११८-११९ ॥ 


सवीसामेब युझ्जीत विपे शलेष्मातकत्बचम्‌ | 
भिषक्‌. सर्वेध्रकारेण तथा चाक्षीबपिप्पलम्‌ ॥११०॥ 


सव लूताओं की सामान्य चिकित्सा- चिकित्सक सब लूताभों 
केविप में eqs की छाल का पान, लेप भादि में सव प्रकार 
से प्रयोग करे । get प्रकार अक्षीव पिप्पळी का प्रयोग stu 
¦ विमशः--आचायु, see ने उपयुक्त छोक की ब्याख्या 
करते हुए कहा है कि--अक्षौवपिप्पलमित्ति | अक्षीवान्मद्दानिम्वा 
ज्ञातः पिप्पल अक्षीवपिप्पल', अन्ये शोमा्नाञ्जात इति मन्यते ॥ 
अन्यत्राप्युक्तम्‌-अक्षीवाञ्नातस्य पिप्पलस्य मणिः सर्वविषापहुः। शेछ- 
त्वचो. वेति 1 आह्म्वायनोऽप्यत्राइ-'लत्राविषेधु सर्वेषु पानस्या- 
'भ्यक्षनादिना । प्रयोज्यः पिष्पलोक्षीवाच्जात” शेछत्वचोऽथवा? इति ॥ 
कहने !का तात्पय we दे कि-भक्षीव पिप्पली से यहा 
शोभाञ्जन की पिप्पली अथवा महानिग्व पर उत्पन्न दोने 


आदंशे पिडका ताम्रा कपिलायाः स्थिरा भवेत्‌ | 

शिरसो गौरवं दाहस्तिमिरं भ्रम एव च ॥१०५ 
तत्र, पदाककुष्रेलाकरञ्ञकङुभत्वचं 
स्थिराकपण्यपासागदर्वान्राह्मयों बिपापहाः ॥१०६॥ 

कपिला लता दष्ट कें लक्षण और चिकित्सा- कपिला Gar 

के da में ताम्र वर्ण की'एवं स्थिर पिडिका होती है । शिर 
में भारीपन, दाह, तिमिर भौर अम होता है । इसमें 
पाख, कुष्ट, इलायची, करक्ष, ATT की छाल, शाळपणीं, 
अर्कपर्णी, अपामार्य, दूर्वा और बाह्मी ये विपन्न द्रब्य लाभप्रद 
होते हैं ॥ १०५-१०६॥ !! (०.६ > Shp 


आदंशे पीतिकायास्तु प्रिडका पीतिका स्थिरा | 
भवेच्छदिन्यर: शूलं A रक्ते तथाऽक्षिणी ॥१०»॥ 
ar कुटजोशीरतुन्नपद्मकबव्जुलाः | | , - 
शिरीपकिणिहीशेलुकदम्बककुभत्वचः - , ॥१०५॥) 
पीतिका दष्ट के ,लक्षण और चिकित्सा--पीतिका के काटने 
पर पीछे रंग की पिडिका होती है जो: cara में स्थिर प्रकार 
की होती है तथा इससे वमन, उवर, दिर'शूरू' तथा नेत्रों में 
लाली होती है । इसमें करज, Way नागरेसर, पद्माख, 
वेतस, शिरीष, अपामा, GAN, | कदम्व, : अन्नून-त्वक्‌ का 
प्रयोग उत्तम तथा SATS SANS ॥ १०७-१०८॥' . 


रक्तमण्डनिभे दंशे पिडकाः सपपा इब | 
जायन्ते तालुशोषश्च दाहश्चालविषार्दिते ॥१०६॥ 
' तत्र प्रियदु्टीवेरकुष्ठलामळवळ्युलाः ... .! „ . 
अंगदः शतपुष्पा च सपिष्पलबटाङ्कुरः ॥1११८०॥ 
आलविष-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा--आाळविष wear 
के दृश में पिडिका रक्तवण की (छाल चकत्ते जेली ) तथा 
सर्पप के समान आकार की होती है तथा इसमें ताछुशोप 
व दाह होता है। इसमें frag, वेर, कूठ, उशीर ( खस ), 
जळवेतस, सॉफ, पिप्पली पुवं।वट ( घरंगद!) के कोमल पत्ता 
से चनाया हुआ अगद प्रयुक्त करे ॥ १०९-११०॥ :,, ; 
पूतिमूत्रविपादशो Bradt कृष्णशोणितः - 1 
कासखासवमीमूच्छोज्वरदाहसमन्बितः  ॥१११॥ 
मनःशिलालमघुकङ्छचन्दनपद्मकेः' "| ' ` 
मधघुमिश्रे सलामज्ञेरगदर्तत्र , कीर्तितः lives 


मुतरविषा दष्ट के लक्षण और चिकित्सा-मूत्रचिप चाळी दता 
का दुंश कोथयुक्त हो फेळता है तथा उस स्थान पर का 
रक काले वर्ण का हो जाता है" एव कास, श्वास, वमन, 
Ta, ज्वर पुव दाइ आदि लक्षण उत्पन्न होते él इसमें 
मंनसिळ, हरताळ सुल्हठी, कूठ, चन्दन, पद्माख व खस 
को मधु के साथ मिलाकर सेवन करावे ॥ १३१-३१२ ॥ ' 
आपाण्डुपिङको दशो” दाहक्लेदसमन्बिंतः | 
रक्ताया रक्तपयन्तो विज्ञेयो रक्तसंयुतः' 1११३॥ 
कायस्तत्रागदस्तोयचन्दनोशीरपद्यकेः:: - ˆ | ¦ 
वथवाजञुन्रोलुभ्यां त्ग्मिशन्नातकस्य च ॥११५॥ 
रक्तादष्ट के लक्षण और चिकित्सा-रक्तलूता का दंश चारों i 


श्रध्याय ८ ] 


कल्पत्यानम 


‘GR 


वाली पिप्पली का ग्रहण करना चाहिये, किन्तु यह पाठ कुछ 
सन्दिग्ध सा ही प्रतीत होता हे । वाग्मरकार ने भी लिखा 
है कि--“वर्वतोऽपद्रेत रक्त agra: सिरयाऽपि वा । सेका लेपा- 
स्ततः की बोधिइलेब्मानवाइश्षकेः ॥? (ee हू० To Wo ae 
३७४०) अतः यह भी विचार कई विद्वानों द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता हे कि पीपछ की छाल को दूध में पीसकर सवं 
प्रकार से सेचन एवं लेपन आदि के रूप में प्रयोग कराने से 
अधिक लाभ प्राप्त हो सकता हे | अस्तु । 


कृच्छुसाध्यविषा ह्यष्टौ प्रोक्ता हवेच यदृच्छया | 
अवार्यंबिषबीयीणां लक्षणानि 'निबोघ मे ॥१२१॥ 
ध्यामः सौबर्णिकादंशः सफेनो मत्स्यगन्धकः | 

खासः कासो ब्यरस्तृष्णा मूच्छो चात्र सुदारुणा॥ ९ २२॥ 
आदंशे लाजबणोया ध्यामं पूति स्रवेदस्रक्‌ | 

दाहो मूच्छो5तिसारश्व शिरोदुःखं च जायते ॥१२३।। 
घोरो दंशस्तु जालिन्या राजिसानवदीयेते | 
स्तम्भः आासस्तमोवृद्धिस्तालुशोषश्व जायंते ॥१२४। 
एणीपद्यास्तथा दंशो भवेत्‌ कृष्णतिलाकृतिः | 
दृष्णामूच्छोन्वरच्छर्दिकासश्वाससमन्वितः ॥१२५॥ 
, दंशः काकारिडकादृष्टे पाण्डुरक्तोऽतिवेदनः | 
तृण्मूच्छोश्वासह्ृद्रोगहिकाकासा: स्युरुच्छिताः।१२६।। 
रक्तो मालागुनादशो धूमगन्धोऽतिवेदनः | 
बहुधा च विशीर्येत दाहमूच्छोब्वरान्वितः ॥१२७॥ 


असाध्य विषवाळी amet के दष्ट लक्षण-( ऊपर ) आठ 
SM कष्टसाध्य वर्ग की कह दी गई हैं उनमें-दो कभी अच्छी 
हो जाती हैं और कभी कभी नहीं भी अच्छी होतीं यथा 
कृष्णा च अद्निवर्णा । अव अप्रतिहत शक्ति वाली ( असाध्य ) 
wait के लक्षणा को मुझसे सुनकर जानो। सौवर्णिक का 
दँश काळा, झागदार, मछुली जैसी गन्धवाला होता है। 
इसके दंश में रोगी को श्वास, कास, ज्वर, तृष्णा च भयानक 
म॒च्छा आदि लक्षण होते हैं। छाजवर्णा के दंश में काले रङ्ग 
का दुर्रान्ध युक्त रक्त का स्राव होता रहता है तथा रोगी को 
दाह, मूच्छ, अतिसार तथा शिरोवेदना आदि लक्षण होते 
Si जाळिनी नामक लूता का ददा भयानक, रेखान्वित तथा 
किनारो पर कटा फटा होता हे। इसके कारण जडता, श्वास, 
अन्धकार का बढ़ते जाना तथा तालुझोप आदि लक्षण होते 
हैं। एणीपडी का दंश काले तिळ के समान आकार वाला 
होता है! तथा इसमें रोगी को तृष्णा, उवर, कास तथा श्वास 
आदि लक्षण होते हैं । काकाण्डिका लता के दंश में दएस्थान 
से खवित होने चाळा रक्त पाण्डुवर्ण का होता है तथा रोगी 
को अतिवेदना, ठृप्णा, मूर्च्छां, श्वास, हृद्रोग, कास तथा 
fear ( हिचकी ) तीब्र रूप में होती हे । माळागुणा का दंश 
रक्तवर्ण, तथा धूम्रगन्धी होता दै इसमे बहुत वेदना होती है 
तथा थह कई स्थानों पर कटा-फटा हुआ होता है एवं इसमें 
रोगी को दाइ, मूर्च्छा तथा उवर आदि के लक्षण भी होते हैं ॥ 


असाध्यास्वप्यभिहितं प्रत्याख्यायाझु योजयेत्त्‌ | 
दोषोच्छायविशेषेष दाहच्छेदविवर्जितम्‌ ॥१२८।॥ 


१० सु? क० 


असाध्य लूताओं की प्रत्याख्यान करके चिकित्सा का निर्देश-- 
असाध्य लूताओं में भी असाध्य कहकर ही उपर्युक्त उपचार 
थवा चिकित्सा करे! तथा इनमें दोष विशेष की विशेष 
रूपेण चिकित्सा करे एवं दाह च छेदन आदि कर्मों का प्रयोग 
चर्नित मानकर च करे ॥ १२८ ॥ 
साध्यासिराभिळ्ताभिदष्टमात्रस्य देहिनः | 
बुद्धिपत्रेण मतिमान्‌ सम्यगादंशमुद्धरेत्‌ ॥१२६।॥ 
साध्या दूआओं के दश्च में तात्कालिक चिकित्सा--कुशरू 
चिकित्सक को चाहिए कि वह साध्य लताभों के दृश में भी 
शीघ्र ही बृद्धिपत्र से इनके दश को दंशस्थान से पूर्णरूपेण च 
भली प्रकार से निकाल दे ॥ १२९॥ 
असर्सणि विधानज्ञो वर्जितस्य ज्वरादिभिः | 
द्शस्योत्कतेनं कुयोदल्पश्चयधुकस्य व ॥१३०॥ 
मधुसेन्धवसयुक्तेरगदेलेपयेत्ततः | 


प्रियहुरजनीकु्ठसमड्ञामधुकेस्तथा ॥१३१॥ 
सारिवां मधुक द्राक्षां पयस्यां क्षीरमोरटम्‌ | 
विदारीगोक्षुरक्षौद्रमधुकं पाययेत वा ॥१३२॥ 


क्षीरिणां त्वक्कषायेण सुशीतेन च सेचयेत्‌ । 
उपद्रवान्‌ यथादोषं ante साधयेत्‌ ॥१३३॥ 
war विष में दंश का senda तथा उसके पश्चात्कर्तव्य कर्म-- 
विधान को समझने वाला चिकित्सक, मर्मरहित स्थान में 
ज्वर भादि से रहित तथा अरपशोथान्वित पुरुप में der को 
काटकर निकाल दे। फिर मधु तथा Gear नमक युक्त 
wal से लेप करे | इसी प्रकार Fry, हरदी, कूठ, मक्षीठ 
तथा qeedt का लेप करे । सारिवा, सुलहठी, द्राक्ता, विदारी, 
-त्तीरमोरट इनको या 'विदारी, गोछुर (गोखरू), मधु तथा 
yest का काथ पिळाये। वट ( वरगद ) आदि चीरी zat 
-के अतिशीतर छाथ से दंशस्थान का afta करे तथा 
दोषों के अनुसार उपद्रवो की विपन्न औषधियों से 
चिकित्सा करे ॥ १३०-१३६ ॥ 
नस्याञ्ञनाभ्यञ्ञनपानधूमं तथाऽवपीडं कवलग्रह च | 
संशोधनं चोभयतः प्रगाढं कु्यात्सिरामोक्षणमेव चात्र ॥ 
लता में १० प्रकार के उपक्रम- लूता विप में नस्य, अञ्जन, 
अभ्यङ्ग, पान, धूम, अवपीड, FASE, तीदण वमन, तीषण 
विरेचन भौर सिरामोएण इन दश विधियों से चिकित्सा करे ॥ 
कीटदष्टत्रणान्‌ सर्वानहिद्षत्रणानपि | 
आदाहदपाकात्तान्‌ सर्गश्विकित्सेदूदुष्टवद्धिषग ॥१३४॥। 
quan चिकित्सा का कौट दष्टयगादि में अतिदेश-कीटों के 
कारने से उत्पन्न aot की, सपों के सब दूपित avi की दाह, 
ad पाक की अवस्था तक चिकित्सक दूपित soit की भांति ही 
सम्पूर्ण चिकित्सा करे ॥ १३५ ॥ 
at aa: शोफे कर्णिकापातन हितम्‌ । 
निस्बपत्रं त्रिद्वदन्ती इसुम्मं झुसुम मधु IRI 
ue: सैन्धवं किण्वं बचेः पारावतस्य च | 
विपवृद्धिकरं चान्नं हित्वा संभोजनं fear ॥१३७॥। 


58 


afk के fea होने पर जग में विषोत्पन्न कर्णिका की 
चिफित्ग~- शोफ के हट जाने पर कर्णिका को निकाळ कर 
अलग कर देना चाहिए! इसके लिए नीम के पत्ते, निशोथ, 
जमाळगोटा, FAM का पुष्प, मधु, गुग्गुळ, संन्धव, quits, 
क्वूतर की बीट (विष्टा) उत्तम di fre, Few आदि 
विप के बढ़ाने वाळे भोजनों को छोडकर रोप सब अन्न 
भोजन उत्तम होते हैं ॥ १३६-१३७ ॥ 
विपेभ्यः खलु सर्वेभ्य' कर्णिकामरुजां स्थिराम्‌ | 
~ a a ~ 
प्रच्छयित्वा मधून्मिश्रे' शोधनीयेरुपाचरेन्‌ 11१३८ 
सब प्रकार के विपां में से वेदनारहित तथा स्थिर कर्णिका 
(mania) पाछुकर निम्वपर, ढन्तीमूळ आदि शोधनीय 
goat को मधु में मिलाकर लेप करने के उपरान्त निकाले । 
कीटानां SS "NN 
सप्तप्टस्य कीटानां शातस्यंतद्विभागशः । 
दष्टलक्षणमाख्यातं चिकित्सा चाप्यनन्तरम्‌ ॥१३६)] 
कटिकत्प का उपसदार-- एक at agaz कीटो के av. 
र्ण अळग नल्ग कह दिए है तथा उनकी चिकित्सा भी 
उनके बाद में कट दी है ॥ १३५ ॥ 
सर्विशमध्यायशतमेतदुक्त॑ विभागशः । 
~ ~ 
इहोदिष्टाननि्दिष्टानयौन्‌ वच्याम्यथोत्तरे ॥१४०॥ 
सूत्रस्थान, निदानस्थान, शारीरस्थान, Berea, Paar 
स्थान के विभाग से एक सो बीस अध्याय भी कह दिए हैं। 
इन स्थानों के नाम मात्र से कहे हुए, जो कि विस्तार से नहीं 
कटे गये इं, उन विषयों को उत्तरस्थान में आगे कहुँगा seo 


सनातनत्वाद्वेदानामक्षरत्वात्तयैव च | 
तथा इष्टफलत्वाच्च हितत्वादपि देहिनाम्‌ ॥१४१। 
वाक्समूहार्थविस्तारात्‌ पूजितत्वान्व देद्विभिः | 
चिकित्सितात्‌ पुण्यत्तमं न किंचिदपि gaa: ॥१४२॥ - 
ऋपेरिन्द्रमरभावस्यामृतयोनेभिषर्गुरोः । 
धारयित्वा तु frat मतं परमसंमतम्‌ । 
उक्ताहारसमाचार इह प्रेत्य च मोदते ॥१४३॥। 


इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने कीटकल्पो नामा- 
मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


i) — 


चिकित्मक का पुण्यतमत्व का कथन--वेदो के सनातन होने 
से तथा आयुर्वेद के agi के अक्षर होने से, प्रत्यक्ष फळ 
देखने से, मनुष्यों का कल्याणकारी होने से, वाणी समूह में 
अर्थ का विस्तार के रहने के कारण, मनुष्यों द्वारा पूजित होने ' 
से चिकित्सा से वढकर और कोई अधिक पुण्यश्ञाळी वस्तु 
का वर्णन हम नहीं सुनते । अरुत की योनि, Feat के गुरु, ae 
प्रभाव वाले ऋषि के अति समत, निर्मळ मत को धारण करके, 
क्रे हुए के अजुसार कार्य करने पर मनुष्य इस छोक में तथा ' 
परलोक में प्रसन्ष तथा सुख से रहता हे ।' १४१-१४३ ॥ इति ॥ 


इति श्री सुश्च॒तसहिताया कट्पस्थाने कीटकर्पो- 
नामाष्टमोऽध्याय" ॥ ८ ॥ 


— ९ 2 आई 


इति भगवता श्रीघन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण मह॒र्पिणा सुश्रुतेन विरचितायां 
सुश्रुतसद्दितायां पञ्चम कल्पस्थानं समाप्तम्‌ ॥ ५ | 


— eee 


“क 


